




















दुगेति-नाशिनि हुगो जय जय, काल-बिनाशिनि काली जय जय । 

उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 

साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर | 

हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर || 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुगो, जय मा तारा जय गणेश, जय 


शुभ-आगारा ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकिराम । गौरीशंकर सीताराम ॥ | 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । ब्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ | 
` रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन ` सीताराम ॥ | 


ग्ज्नन्न्नन्न्ननन्न्न्ननन--ड८:४ू४ट::ोफफफततपो:८:टड5-४ नमन न बन >>: 





मानवकी शक्ति मयोदित है; क्योकि उसका शरीर मर्यादित शक्तिवाला है । इसलिये उससे सेवा भी 

मर्यादित ही होगी, परंतु वृत्ति मपौदित नहीं रखनी चाहिये । कोई मेरे कार्यक्षेत्रके बाहर हां, तो हर्ज नहीं, 
परंतु सहाजुभूतिके विचारके क्षेत्रसे बाहर हो जाते है, तो मैं अपनी शक्ति खोता हैँ; मेरी शक्ति मर्यादित हो 
जती दै । इसलिये -चाहे सेवाका क्षेत्र मर्यादित हो, पर भावना और सहानुभूतिका क्षेत्र अमर्याद ही रहे । 
` / मलुष्यकों मजुष्यके नाते ही देखें; नहीं तो, हिदू-धर्मकी आत्माको हम खो देंगे । हिंदू-धर्म कहता है कि सब- 
: मे एक ही आत्मा है। यह एक ऐसा विशाल धर्म है, जिसमें किसी भी तरहका संकुचित भाव नहीं रद्द 
_ "सकता । यदि इम यद बात ध्यानमें नहीं रखते; तो धर्मकी बुनियाद ही खोते हैं । -+औविनोबा 





द | | द | 
हि वा पेक मूल्य ) जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनँद भूमा जय जय ॥ | इस अङ्घका | 
. आ) । जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय॥ | खल्य ७) | 
E+. ०) जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥ je) 
|  (१०शिकिंग) य॒ जगत्पते । ROIS MRSS eT OE का 





«(९ ५शिलिंग) 






> 


सम्पादक हनुमानप्रसाद्‌ पोदार, चिस्मनलाल गोस्वामी) एस्‌० ए०, शास्त्री 
मुद्रक प्रकाशक हनुमानप्रसाद्‌ पोद्दार” गीताप्रेस” गोरखपुर 

















Ts 


श्रीहरिः 


कल्याणक प्रमा पाठ एव ग्राहक महाइमावास नघ [नवेदन 


१. इस विशेषाङ्कमे आजके युगकी सबप्रधान माँग “मानवता' के सम्बन्धमें विभिन्न रष्टियासे 
विचार प्रकट किये गये हैं । मानवताका स्वरूप, मानवता-धमे, मानव-धमे, मानवताकी दुर्गति क्यों 
हुई, मानवता और पशुताके तथा मानवता और दानवताके भेद, विभिन्न धमो और सम्म्रदायोंमे 
मानवताका स्वरूप, मानधोचित गुण, मानवके लिये त्याज्य दुणुण) सानवताकी महिमा, मानवताके 
संरक्षक आदश, मानवताकी उन्नतिके साधन, मानवताका विकास, मानवताके पतनके कारण, 
मानवताके उत्थानके उपाय और मानवताके उदाहरण आदि अनेक मानवता-सम्बन्धी उपयोगी 
विषयोंपर बड़े-बड़े त्यागी, महात्मा, संत, आचार्य, जन-नेता, विचारशील विद्वान्‌, अध्ययनशील 
विचारक, मानवताके सेवक आदर्श पुरुष, कवि, मनीपी महालुभावोंने अपने-अपने विचार प्रकट किये 
हैं, जो मानवताको पतनके गतंसे निकालकर उत्थानके उच्च शिखरपर चढ़ानेका सफल उपाय बतलाते 
हैं और जिनके अनुसार आचरण करनेपर मानव 'यथार्थ मानव” बन सकता है । इसमें ७०४ पृष्ठोंकी ठोस 
पाठ्य-सामग्रीके अतिरिक्त बहुरंगे २९, दुरंगा १, सादे १०१, रेखाचित्र १९, कुल १६० चित्र हैं । 
इससे यह अङ्क अत्यन्त उपादेय वन गया है । इस अङ्कका जितना ही अधिक प्रचार होगा, उतनी ही 





'गिरी हुई मानवताके उत्थानमें सहायता मिलेगी और विश्व-मानवका यथाथ मङ्गल होगा । अतएव 








कल्याणके प्रति सद्भाव रखनेवाले प्रत्येक मानवता'ग्रेमी महोदयसे प्राथना हे कि वे विशेष प्रयत्न 
करके इसके कम-से-कम दो-दो नये ग्राहक बनाकर इसके ग्रचारमें सहयोग दे । 











२. जिन सञ्जनोंके रुपये मनीआडरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्ग भेजे जानेके बाद शेष 
ग्राहकोंके नाम बी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका 
काड तुरंत लिख दें, ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यथे नुकसान न उठाना पड़े । 


३. मनीआरडर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना 
~ ९ ~ (९ ०८, > क्क 
पूरा पता ओर ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें । ग्राहक-संख्या याद न हो तो पुराना ग्राहक' लिख दे । 
नये ग्राहक बनते हाँ तो “नया ग्राहक” लिखनेकी कृपा करें। 


४. ग्राहक-संख्या या पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दज हो जायगा । 
इससे आपकी सेवामें 'मानवता-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा ओर पुरानी ग्राहकसंख्यासे बी० 
पी० भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआडंरद्वारा रुपये भेजें और 
उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम वी० पी० चली जाय । दोनों ही स्थितियोंमें आपसे 
प्राथना है कि आप कृपापू्वक वी० पी० लौटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सञ्जनको 'नया ग्राहक! 
बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करे । आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्लसे आपका 
“कल्याण? नुकसानसे बचेगा ओर आप 'कल्याण'के प्रचाएमें सहायक बनेंगे | है 

क 





छार) 

५. आपके विशेषाङ्कके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर और पता लिखा गया है, उसे 

आप खूब सावधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना कि 

६. 'मानवता-अङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टरड पोस्टसे जायगा । हमलोग जल्दी-से-जल्दी 
भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्के जानेमें लगभग एक डेढ महीना तो लग ही सकता है; 
इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें (विशेषाङ्क नंबरवार जायगा | यदि कुछ देर हो जाय तो परिखिति 
समझकर कपाल ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धेय रखना चाहिये । 

७. 'कल्याण'-व्यवस्था-विभाग, “कल्याण'-सम्पादन-विभाग, गीताप्रेस, महामारत-विभाग, 
साधक-सद्क और गीता रामायण-प्रचारसङ्घके नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारसल, 
~ ९ 2. हर क छु 
पकेट, रजिस्ट्री, मनीआडर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर ' गोरखपुर” न लिखकर 
पो ० गीताप्रेस ( गोरखपुर )- इस प्रकार लिखना चाहिये । 

८: सजिल्द विशेषाङ्क वी० पी द्वारा प्रायः नहीं भेजे जाते। सजिल्द अङ्क चाहनेवाळे ग्राहक 
१) २५ नया पैसा जिल्द्खचंसहित ८) ७५ नया पैसा मनीआईरद्वारा भेजनेकी कृपा करें | सजिल्द 
अङ्क देरसे जायेंगे । 

९. किसी अनिवाय कारणवश “कल्याण बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही 
वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाडूका ही मूल्य अलग ७) ५० नया पैसा है। 


~ ~ ~ 
कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क 

१७वें वर्षका संक्षिप्त महाभारताङ्क- पूरी फाइल दो जिल्दोंमें ( सजिल्द ) - प्रृष्ठसंख्या १९१८, तिरंगे 
चित्र १२, इकरंगे लाइन चित्र ९७५ ( फरमोंमें ), मूल्य दोनों जिल्दोंका १०) । 

२२वें वर्षका नारी-अङ्क- प्रृष्ठसंख्या ८००, चित्र २ सुनहरे, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ 
लाइन, मूल्य ६) १९ नया पैसा, सजिल्द ७) ४४ नया पैसा मात्र । 

२४वें वर्षका हिँद्‌-संस्कृति-अङ्क- पष्ठ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र 
२४८, मूल्य ६) ७० नया पैसा, साथमें अङ्क २-३ बिना मूल्य । र 

२८वें वर्षका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाड--पूरी फाइल, प्रृष्ठसंख्या १५२४, चित्र तिरंगे ३१, इकरंगे 
लाइन चित्र १९१ ( फरमोंमें ), मूल्य ७) ५० नया पैसा, सजिल्द ८) ७५ नया पैसा | 

२०वें वर्षका संतवाणी अडु--एफ्ठसंख्या ८००, तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र ४२, संतोंके ह 
चित्र १४०, मूल्य ७) ५० नया पैसा, सजिल्द्‌ ८) ७५ नया पैसा । 

३१वें वर्षका तीर्थाङ्क--जनवरी १९५७ का विशेषाङ्क, मूल्य ७) ५० नया पैसा | 

३२वें वर्षका भक्ति-अङ्क---जनवरी १९५८का विशेषाङ्क, पूरी फाइलसहित मूल्य सजिल्दका ८) ७५ नया पैसा। 


डाकखर्च--सबमें हमारा होगा । व्यवस्थापक--कल्याण-कार्यावूय, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


॥ श्रीहरिः । 


'मानवता-अङ्क'की विषय-सूची 


विषय 


पृष्ठ-संख्या 
१-सब प्राणियोंमें एक ही भगवान्‌ हैं डे 
-महापुरुष-वन्दन 4९६ i Ter 
२-मानवके आदर्श गुण *** dai 
४-योगी मानवके साधन तथा लक्षण < 
५-मानव-धर्मसे च्युत मानवका भीषण भविष्य '** ९ 
६-नगर) देश ओर प्रथ्वीका भूषण मानव १० 
७-मानवके लिये त्याज्य दुर्गुण १० 
८-कल्याण १३ 
९-आध्यात्मिक जीवन ही मानवताका ल 


( श्रीज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्ुर अनन्तश्रीवि- 
भूषित श्रीशंकराचार्य श्रीमत्परमहंस परित्राजका- 
चार्य स्वामीजी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज ) 
१०-मानवता क्या है ! ( श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर 
जगद्गुरु अनन्तश्रीविभूषित श्रीशंकराचार्य 
श्रीअभिनवसच्िदानन्दतीर्थ स्वामी महाराज ) 
११-मानवता तथा विद्याका फल विनय ( काञ्ची- 
कामकोटिपीठाधीश्वर जगदरुरु अनन्तश्रीविभू- 
षित श्रीशंकराचार्य स्वामी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र 
सरस्वतीजी महाराज ) श 
१२-सदाचार ( श्रीश्वंगेरीमठाधीश्वर जगदुरु 
अनन्तश्रीविभूषित श्रीशंकराचार्यं श्रीमदभिनव- 
विद्यातीर्थ स्वामी महाराज ) ००९ 
१३-वेदांकी संहिताओमे मानवताका प्रशस्त आदर्श 
(श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य दाशनिकसावभोम- 
विद्यावारिधि-न्यायमार्तण्ड-वेदान्तवागीश-श्रोत्रिय- 
ब्रह्मनिष्ठ स्वामीजी श्रीमहेश्वरानन्दजी महाराज 
महामण्डलेश्वर ) नर 03 
१४-मानवकी मानवता ( पूज्यचरण स्वामीजी 
श्रीसच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महाराज ) [ प्रे०-- 
श्रीएच० एस्‌० लक्ष्मी-नरसिंहमूर्ति शर्मा, 
अध्यात्म-विद्याप्रवीण ] '" >> 
१५-मानवताका वास्तविक स्वरूप और पर्यवसान 


( खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) ल 


२५ 


२८ 


२८ 


३१ 


२२ 


४६ 


विषय 


१६-मानवताका आदर्श ( स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी 
सरस्वती महाराज ) sp 
१७-सामर्थ्यश अमरत्व और अनन्त रस ही मानव- 
की माँग है ( एक महात्माका प्रसाद ) 
१८-श्रीश्रीआनन्दमयी मॉकी अमर वाणी 
१९-यथार्थं मानव ( स्वामीजी श्रीहरिवाबाजी 
महाराज ) > 
२०-मानवता ( महात्मा श्रीसीतारामदास ओंकारनाथ- 
जी महाराज ) घर fe 
२१-मानवता ( स्वामीजी श्रीप्रेमपुरीजी महाराज ) 
२२-मानवताको सफल योजना ( खामीजी 
श्रीनारदानन्दजी सरस्वती ) 000 
२३-सच्ची मानवताकी प्राप्तिके लिये शास्त्रॉका आश्रय 
आवश्यक ( वीतराग ब्रह्मनिष्ठ खामीजी 
श्रीहीरानन्दजी महाराज ) [ प्रे०--भक्त 
रामशरणदासजी ] 
२४-मानव) मानवता और मानवधर्म ( स्वामीजी 
श्रीविद्यानन्दजी विदेह ) 2 
२५-्रीमद्धागवतमे मानवताका आदर्श ( बैकुण्ठ- 
वासी जगदुरु स्वामीजी श्रीदेवनायका- 
चायंजी महाराज) *** गट 
२६-मानवता-पालनकी बीस मर्यादाएँ, ( सर्वदर्शन- 
निष्णात, तकवेदान्तशिरोमणि, स्वामीजी श्रीअनि- 
रुद्धाचायंजी महाराज ) `` ड 
२७-मानवको समस्या ( जगद्गुरु रामानुजाचार्य 
आचायपीठाधिपति स्वामीजी श्रीराघवाचार्यजी 
महाराज ) न 
२८-शिष्टाचारात्मक मानवता ( स्वामीजी श्रीपुरुषो- 
तमाचाय रङ्गाचायजी महाराज ) 
२९-मानवताकी रक्षाके लिये धमकी आवश्यकता 


( स्वामीजी श्रीविशुद्धानन्दजी परिव्राजक 
महाराज ) ३ i 


३०-आध्यास्मिक जीवन-_मानवताका ध्येय 
( स्वामीजी श्रीरङ्गनाथानन्दजी महाराज ) ` `" 


पृष्ठ-संख्या 


४९ 
५१ 


५ १1 


५ ७ 
६५ 


६८ 


७० 


७१ 


७२ 


७५ 


८१ 
८४ 
८७ 


८९ 





( 


३१-मानवता ओर भगवत्ता ( स्वामीजी श्रीअसङ्गा- 


नन्दी महाराज ) 2 * ९७ 
३२-मानवता-घर्म ( स्वामी अश्रीस्वाहानन्दजी, 
सम्पादक धवेदान्तकेसरी? ) 299 ७७९ 
३३-मेरी मानवता ही भगवत्ता है ( स्वामीजी 
श्रीरामदासजी महाराज ) --- १०३ 
३४-मानवताका सुख और मानवताका ज्ञान 
( स्वामीजी श्रीमाधवतीर्थजी महाराज) '' १०४ 
३५-मानव-धमं ( श्रीश्रीप्रसुदत्तजी ब्रह्मचारी 
महाराज ) 65 -"" १०७ 
३६-मानवता और गीताका संदेश ( खामीजी 
श्रीशिवानन्दजी महाराज ) RC 
३७-वास्तविक मानवतावाद ( स्वामीजी श्रीस्वरूपा- 
नन्दजी सरस्वती ) "०८ (३६६ 


३८-आदश मानवता ( साधु श्रीप्रज्ञानाथजी महाराज ) १२१ 
३९-मानवताका विकास ( साधुवेषम एक पथिक) १२३ 


४०-मानव | तेरा अधिकार ! ( (सनातन? ) "` १२६ 
४१-मानवताका आदरा 'परहित? ( महात्मा श्री- 
रामदासजी महाराज) "°" ०० १३० 


४२-मानवता और आध्यात्मिक साम्यवाद ( स्वामीजी 
श्रीओकारानन्दजी; स० द०, वेदान्तशास्त्री) १३१ 
४३-मानवताका परित्राता योग ( कवि योगी महर्षि 


श्रीशुद्धानन्दजी भारती ) `` ` "` १३६ 
४४-मानबता और उसके भेद ( स्वामीजी 
श्रीकृष्णानन्द्जी महाराज ) ०० ७8९ 


४५-मानवःसेवा और भगबस्सेवा ( परम सम्माननीया 
श्रीमाताजी, श्रीअरविन्द-आश्रम, पांडिचेरी) १४५ 
४६-मनुष्यत्व ( महामहोपाध्याय डॉ० श्रीगोपीनाथजी 
कविराज, एम्‌०ए०, डी०लिट्‌०) `"` १४८ 
४७-मानवता और उसका तत्व ( डा० श्रीक्षेत्रलाल 
साहा, एम्‌० ए०; डी० लिट॒० ) २०० १५३ 
४८-मानवताका उद्धव और विकास ( ० श्रीपाद 
दामोदर सातवलेकर महोदय ) O९3 
४९-सुष्टिका श्रेष्ठ प्राणी मानव ( श्रीहरिपद विद्यारत् 
एमू० ए०; बी० एल० ) 2०० छल 
५०-विशुद्ध प्रेममयी मानवता ( श्रीयुत मा० स० 
गोलवलकर, सरसंघसंचालक रा० स्व० संघ ) १७१ 
५१-मानव-जी वनका चरम और परम लक्ष्य तथा सुफळ 
(श्रीयुत स° लक्ष्मीनरसिंह शास्त्री) "` १७४ 


¥ 


) 


५२-मानवताके पुरातन सिद्धान्त ( माननीय प० 
श्रीयोविन्दव्लमजी पन्त, गृहमन्त्री केन्द्रिय 
सरकार ) [a 


* १७ 
५३-मानवताके सूल-तत्त्व ( सम्मान्य श्रीश्रीप्रकाशजी, के 
राज्यपाल) बम्बई ) ००० १८० 
५४-मानवता ( सम्मान्य श्रीमोरारजी देसाई, 
वित्तमन्त्री; केन्द्रिय सरकार ) RS 
५५-मानवता ( प० श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय, वित्त- 
मन्त्री, राजस्थान) '"' 3262 
५६-मानवता ( श्रीअळगूरायजी शास्त्री) *** १८५ 
५७-वर्तमान समयकी माँग है--मानवता ( सेठ 
अचलसिंहजी, एम्‌० पी० ) "` १८६ 
५८-मानुषं रूपम्‌ ( श्रीश्रीमन्नारायणजी ) "१० १८७ 
५९-मानवता क्या है? (श्रद्धेय पं० श्रीअम्बिका- 
प्रसादजी वाजपेयी ) "`° 0203512060. 
६०-मानवता क्या है १ ( पं० श्रीसूरजचंदजी 
सत्यप्रेमी 'डोंगीजी) ) "`` “०० १९७ 
६१-सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव ( सम्मान्य पं० 
श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दै ) २०० तवर 


६२-सञ्ची मानवता और आजकलका मानव 
( आचार्य श्रीनरदेवजी शास्त्री; वेदतीर्थ ) `` १९६ 
६३-मानवताकी विशिष्टता ( पं० श्रीबलदेवजी 


उपाध्याय, एम्‌० ए०, साहित्याचार्य ) *** २०२ 
६४-मानवता अमर रहे | ( शास्त्रार्थमहारथी पं० 
श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री) `` 36 3 


६५-मानवताविषयक विचार-धारा(पं० श्रीदीनानाथजी 
शर्मा शास्त्री) सारस्वत) विद्यावागीशा, विद्याभूषण, 


विद्यानिधि ) 22 ** २०६ 
६६--मानवता ( महामहोपाध्याय डा० श्रीउमेशजी 
मिश्र, एम्‌०ए०) डी०लिट० ) ००० ९० 


६७-मानवता और भगवत्ता ( डा० श्रीवीरमणिजी 
उपाध्याय, एम्‌० ए०, बी० एल०, डी० लिट्‌० १ 
साहित्याचाय ) - र 

६८-मानवताकी आधार-शिला ( श्रीरामनाथजी 
“सुमन? ) 


२१४ 
६९-मानबता-धमं ( श्रीअनिलवरण राय) --- २१७ 
७०-मानवताका धर्म ( पं० श्रीगङ्गाशङ्करजी 
मिश्र, एम्‌० ए० ) र ०9 


* २२० 


७१-मानवताका धर्म ( प्रो० श्रीफ़ीरोज कावसजी 
दावर, एम्‌०ए०, एलएल० बी० ) 
७२-मानवतावाद--आजका युग-धर्म ( श्रीशंकर- 
दयालजी श्रीवास्तव, सम्पादक “भारत? ) ` ` 
७३-भक्ति और तच्वज्ञानकी परिसीमा- मानवता 
( पं० श्रीदेवदप्तजी शाहली ) श्व 
७४-स्मृतियोँमें मानवतारक्षाके कुछ अमोघ उपाय 
(पं० श्रीरामप्रतापजी त्रिपाठी, शास्त्री ) 
७५-मानवताके उपकरण ( 
एम्‌० ए० ) SO 
७६-मानवका स्वरूप और महिमा ( डा० श्रीवासुदेव- 
शरणजी अग्रवाल) एम्‌ ० ए०) डी० लिट्‌ ०)" ** 
७७-मानवता--मानव-धर्म ( पं० श्रीकिशोरीदासजी 
वाजपेयी ) ४ 
७८-मै सेवक 
( श्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज ) 
७९-मानवताका लक्ष्य खरूप-प्राप्ति 
श्रीदुर्गादत्तजी शास्त्री ) 
८०-भारतीय संस्कृति--मूर्तिमती मानवता ( डॉ० 
श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एस्‌०ए०, 
पी-एच्‌० डी ० ) ००० ००. 
८१-भारतीय संस्कृति- मूर्तिमती मानवता ( प्रो० 
श्रीजगन्नाथप्रसादजी मिश्र, एम्‌ण्ए०, एम्‌० 
एल० सी० ) 
२-मङ्गलमयी “मानवता? ( पं० श्रीहरिशङ्करजी 
शर्मा ) 
८३-मानवर्मे भावनाझुद्धिकी आवश्यकता (श्रीजयेन्द्र- 
राय भ० दूरकाल, एम्‌०ए०, विद्यावारिधि, 
साहित्यरल्लाकर, भारतभूषण ) 
८४-मानबताके मूलख्ञोत ( श्रीरेवानन्दजी गौड, 
एम्‌०ए०, आचार्य) साहित्यरत्न ) २५ 
८५-मानवता--संसारकी आधार-शिला ( श्रीयशपाल- 
जी जन ) 
८६-मनुष्य बनो ( श्रीताराचन्दजी पांड्या ) 
८७-मानवताकी वर्तमान परिस्थिति और हमारा 
कर्तव्य ( श्रीमगवतीप्रसादसिंहजी, अवसरप्रास 
अतिरिक्त जिलाधीश ) "`` 3: 
८८-मनुर्भव--मनुष्य बनो--केसे ! ( श्रीदीनानाथ- 
जी सिद्धान्तालंकार ) 


श्रीगुलाबरायजी 


सचराचर रूप स्वामि भगवंत 


(१० 


००० 


( 


“ २२६ 


२२८ 


२३१ 


ˆ २३६ 


FR 


२४३ 


` २४८ 


` २५० 


॥ २५२ 


ए 


` २५६ 


“ २६० 


“ २६२ 


२६८ 


` २७१ 


२७५ 


२७८ 


-- २८१ 


) 


८९-मानवताकी दुर्दशा ( श्रीनारायणजी पुरुषोत्तम 
सांगाणी ) ००० २८३ 
९०-अन्तकालका पश्चात्ताप ओर मानवताका उपदेश 
( ब्रह्मस्वरूपा संन्यासिनी ) "`` २८७ 
९१-मानवताका महत्त्व [ डा० श्रीमङ्गलदेवजी 
शास्त्री, एम्‌०ए०, डी० फिळ्‌० ( आक्सन ) ] २८९ 
९२-मानवताका चिर-ात्रु--“अहंवाद? ( श्रीश्रीकृष्ण- 
जी गुप्त ) * २९० 
९३-मानवता-प्रतीक वेद (पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा) २९१ 
९४-वेदोक्त मानवप्रार्थना ( याशिकस्सम्राट्‌ पं० ` 
श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ) २९४ 
९५-मानवताका विकास और वेद ( डा० श्री- 
मुंशीरामजी शर्मा, एम्‌०ए०, डी०लिट० ) २९८ 
९६-वेदोंमें मानवोद्धारके उच्च आदेश ( श्रीरामचन्द्र- 
जी उपाध्याय, शास्त्री; साहित्यरत्न ) ° २९९ 
९७-उपनिषद्सै मानवता ( श्रीरघुनाथजी काव्य- 
व्याकरणतीथ ) 4 `° ३०२ 
९८-उपनिषदोमें मानवताका उत्कृष्ठ आदर्श 
( प्रो» श्रीगजाननजी शर्मा; एम्‌०ए० ) *** ३०५ 
९९-सच्ची मानवताका मार्ग [ श्रीमद्धगवद्वीताकी 
सदाचार-बत्तीसी ] ( श्रीविश्वबन्धुजी) `` ३०८ 
१००-व्यापक मानवताका आदर ( डा० मुहम्मद 
हाफिज सय्यद; एम्‌०ए०, पी एच्‌०डी०, 
डी० लिटू० ) न --- ३१२ 
१०१-वेदोपनिषदीय महापुरुष-मीमांसा ( डा० श्री- 
मुंशीरामजी शर्मा, एम्‌०ए्‌.०) डी० लिट०) "` ३१५ 
०२-ऋग्वेदीय मन्त्रद्रष्टा ( ऋग्वेदभाष्यकर्ता पं० 


श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) “ ३१९ 
१०३-श्रीरामचरितमानस--मानवताका आदर्श ( श्री- 
रामलालजी पहाड़ा ) "`° * ३२५ 


१०४-श्रीरामचरितमानस मानवताके उद्गमका दिव्य 
केन्द्र है (वैद्य प० श्रीमैखानन्दजी शर्मा व्यापक! 
रामायणी, मानस-तत्त्वान्वेषी ) ` ३३२ 
१०५-सेवाधर्म ही मानवता है ( १० श्रीकलाधर- 
जी त्रिपाठी ) ००० --" ३३७ 
१०६-मानवताके विषयमै हिंदू-दृष्टि ( श्रीउपेन्द्रचन्द्र | 
दत्त, एम्‌०ए० ) र * २४१ 
१०७-श्रीअरविन्दप्रतिपादित मानकःधर्म-मानव- 
एकताका आदर्श ( श्रीवेङ्कटरमण साहित्यरत्न ) ३४६ 


CR) 


१०८-मानवता ओर पञ्चशील ( पं० श्रीरामदत्त- 
जी शर्मा ) * ३४८ 
१ ०९-मानवताके सोपान (जैनाचाय श्रीहिमाचलान्तेवासी 
मुमुक्षु श्रीमव्यानन्दविजयजी व्या० साहित्यरत्न) ३४९ 
११०-मानबता और वर्णाश्रमधर्म ( श्रद्धेय श्री 














जयदयालजी गोयन्दका ) ३५० 
१११-मानवताके कुछ लक्षण ( संग्रहकर्ता- स्वामी 
श्रीपारसनाथजी सरस्वती ) "`` २६६ 
११२-हिंदूसमाज और मनुष्यत्व ( श्रीबसन्तकुमार 
ड्रोपाध्यायश एम्‌० ए० ) "` ३७० 
११३-वण-व्यवस्थासे मानवताका पोषण तथा संरक्षण 
( श्रीतारा पंडित, एम्‌० ए० ) * ३७४ 
११४-मानबके चित्त-विकासका साधन- पञ्चमहायज्ञ 
( डा० श्रीनपेन्द्रनाथ राय चौधरी ) * ३७५ 


१५-मानवताका प्रतीक-सरवोदयवाद ( प्रो० श्रीराधा- 
कृष्णजी शर्मा ) र °° 
११६-दयाङताका धर्म--बोद्धमत ( भूतपूर्वं महात्रय- 
शास्ता, माननीय जस्टिस यू चान थीन; सर्वोच्च 
न्यायाळयके न्यायाधीश, बर्मा संघराज्य ) `` ` 
११७ अन्य धमाके प्रति बोद्धोंकी मनोउत्ति ( श्रीहाजि- 
मे नाकामुरा, प्राध्यापक, भारतीय एवं बौद्ध- 
दर्शन, टोकियो विश्वविद्यालय, जापान; 
प्रेसिडेंट इंडिया जापान सोसाइटी ) २02 
११८-बौद्धधर्ममें मानवता ( श्रीरासमोहन चक्रवर्ती, 
एम्‌० ए०; पुराणरून; विद्याविनोद ) *** ३९० 
११९-जैनधर्म और उसकी मानवता ( श्रीगुलाब- 
चन्द्रजी जेन; बी० एस-सी० (पूर्वार्ध), “विशारद? ४०६ 
१२०-इस्लाम-धममे मानवता ( श्रीसेयर कासिम 
अली, साहित्यालंकार ) * ४१२ 
१२१-भारतमे मानवताके हासके कुछ कारण 
( कमांडर श्रीछुकदेवजी पाण्डे, मन्त्री, बिड़ला 
एज्यूकेशन ट्रस्ट ) र -` ४१६ 
१२२-मानवता तथा शिक्षा ( श्री वाई० जगन्नाथम्‌, 
बी० ए्‌० ) ००० 
१२३-आर्य-संस्कृतिका मानवताके प्रति शाइवत 
संदेश ( देवर्षि भट्ट श्रीमथुरानाथजी शास्री ) ४२८ 
१२४-मानव गोष्ठी और गणतन्त्र ( अध्यापक श्री 
खगेन्द्रनाथ मित्र, एम्‌० ए० ) "`` ४३३ 


३८५ 


४२२ 


१२५-मानवता और लोकतन्त्र ( श्रीकिरणदत्तजी 

साथुर, बा० ए०, एलू० एस०, जी० डी०, 

साहित्य-विशारद ) 
१२६-मानवताका आदर्श ( श्रीमहावीरप्रसादजी 

“प्रेमी? ) ००० "°° ४२ 
१२७-मानवतामें लोकतन्त्र और भारतीय राजतन्त्र 

( पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
१२८-मानवकी मानवता ( श्रीकामतासिंहजी, 

“धर्मभूषण? साहित्यालंकार ) * ४५० 
१२९-भारतकी आदर्श मानव-महिलाएँ ( श्रीयुत के० 

एस्‌० रामस्वामी शास्त्री) ` ` ` ४०० ४५९ 
१३०-मानव-मन और उसके चमत्कार ( श्रीयुगलसिंह- 

जी खीची; एम्‌०००, बार-एट-ला) 

विद्यावारिधि ) न * ४५४ 
१३१-विज्ञान और मानव-मनकी अद्भुत शक्तियाँ 

( डा० एच्‌० वेदान्त शास्त्री, एमू० ए०, डी० 

फिळ्‌० ) " ४५९ 
१३२-श्रीमद्खगवद्गीताके अनुसार मानवताके आदर्श 

और लक्षण ( डा० एच्‌० वेदान्त शास्त्री, एम० 

ए०; डी० फिलू० ) * ४६० 
१३३-मानव-जाति और मानवका लक्ष्य ( डा० के० 

सी० वरदाचारी ) 1 `` ४६१ 
१३४-मानव और दानव ( पं० श्रीजीबनशंकरजी 

याज्ञिक, एम्‌० ए० ) * ४६५ 
१३५-प्राचीन भारतकी मानवता तथा आधुनिक 

भारतकी दानवता ( श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी 

एम्‌० ए०; काव्यतीर्थ ) -` ४७१ 
१३६-मानवता और भगवत्ता ( आचार्य श्रीलौदू- 

सिंहजी गौतम, एम्‌० ए०, एछ्‌० टी ०, पी-एच० 

डी०, काव्यतीथ, इतिहासशिरोमणि ) * ४७७ 
१३७-मानव-जातिका आध्यात्मिक लक्ष्य ( अवकाश- 

प्राप्त दर्शनाध्यापक श्रीशिवमोहनलालजी )"" ` ४८ 
१३८-मानकजीवनका उद्देश्य ( प्रो० श्रीसीतारामजी 

बाहरी, एम० ए.०, एम्‌ ओ० एल० ) `` ` ४८८ 
१३९-भगवान्‌की ओर प्रत्रत्तिमै ही मानवताकी 

सार्थकता ( श्रीजगदीराजी शुक्ल) साहित्यालंकार, 

काव्यतीथं ) 
१४०-मानवता और कीर्तन-भक्ति ( श्रीश्रीनिबासजी 

अय्यङ्गर ) 


४३५ 


UA? 


४९१ 


४९७ 


१४१-मानव-जीवनकी सार्थकता ( श्रीऋषिकेशजी 
त्रिवेदी ) 
१४२-विश्व तथा भारत किधर ? re 
१४३-मानवताको माँग ( श्रीसावलियाविहारीलाळजी 
वर्मा) एम्‌ ०ए,०, बी०एल०, एम्‌, ( एल० सी० ) 
१४४-मानवताका विकास और शक्तियाँ ( प्रो० श्री- 
जवनारायणजी मल्लिक, एम्‌०ए०, डिपू० 
एड०, साहित्याचार्य, साहित्यालंकार ) 
१४५-मानवताकी पूर्णता ( डा० श्रीसूर्यदेवजी शर्मा, 
साहत्याळकार, सिद्धान्तवाचस्पति, एम्‌०ए०, 
एळू०्टा०, डी०लिट० ) 9 
१४६-मानवताके पूर्ण आदर्श मयादापुरुषोत्तम श्रीराम 
( श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 
१४७-मानवता ( श्रीमदनविहारीलालजी ) 
१४८-सच्चे मानवकी इष्टि [ जिधर देखता हूँ, 
धर तू हौ तू है ]( श्रीकृप्णदत्तजी भट्ट )` `` 
१४९-मानवताके परम आदर्श श्रीराम और श्रीकृष्ण 
( डा० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌० ए०, पी- 
एचू० डो०, आचाय), शास्त्री, साहित्यरत्न ) 
१५०-केवल धनसे क्या मिल सकता है, क्या नहीं १ 
१५१-मानवताके आदर्श भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( आचार्य 
श्रीअक्षयक्रुमार बन्दयोपाध्याय एम्‌० ए० ) `` 
१९२-ऋग्वेद और राजन्य ( पं० श्रीरामगोविन्द- 
जी त्रिवेदी ) 
१५२-मनुष्य-पद्यु ( वैद्यभूप्रण पं० श्रीठाकरदत्तजी 
शमा वेद्य ) दय 


१५४-मानव-पञु पशुसे भी निकृष्ट है (श्री एन्‌० 


कनकराज ऐयर, एम्‌० ए० ) 
१९५-मानवताका समुद्धारक एक सरल सुगम शास्त्रीय 
परम्परागत नसांगक उपाय (पं० श्रीरामनिवास- 


जी शर्मा ) ३४१ 
१५४ मानवता ( श्रीनत्थुरामजी गुप्त ) हु 
१५७-मानवता ( श्रीअनन्तदांकर कोल्हटकर) 
बी०ए० ) आर 


१०५८-सच्चा मानव ( श्रीहरिकृप्णदासजी गुप्त “हरि? ) 

१५९-सत्य अपने पथपर सतत अग्रसर ( श्रीरिचर्ड 
हिट्वेल, वेयर हर्टस, इंग्लेंड ) 

१९०-साम्यवादी नेतिकताका औदार्य ( रूसी विद्वान्‌ 


श्री सी नेस्तेरेन्को, एम्‌०एस्‌-सी० 
दशनशास्न ) 3 क 


४९८ 
२९ 


प्‌ ०२ 


“ ५०६ 


CRN 
RR 


५२९ 


५३५ 


५४३ 


५४६ 


५५२ 


“२२९ 


५६१ 


५६२ 
५६३ 


५६५ 
५६६ 


५६८ 


५७१ 


) 


१६१-मानवोंके परस्पर सम्बन्धोंके विषयमै कुछ 
निरीक्षण ( प्राध्यापक श्रीराल्फ टी० टेग्पलिन; 

सट्रळ स्टट काळेज, विल्वरफोर्स, ओहिओ ) ५७२ 
मानवता और उसका भविष्य ( डॉ० हरिदास 
चौधुरी, अध्यक्ष, दक्षिण एशिया विमाग, 
अमेरिकन “ऐकैडमी आव एशियन स्टडीज! 
संनफ्रांसिस्को तथा अध्यक्ष, कल्चरल इंटेग्रेशन 


फैलोसिप, केलीफोर्निया ) * ५७७ 
१६३-मानवता और अष्टावक्र ( श्रीबलरामजी शास्त्री, 

एम्‌० ए०, आचार्य, साहित्यरल ) * ५८० 
१६४-मानवपर ग्रहोंका प्रभाव और फलित ज्यो तिप्र 

( डाँ० ए.च्‌० वेदान्त शास्त्री एम० ए०, डी० 

फिल० ) ` ५८२ 
१६५-प्रभुप्रेमकी सर्वश्रेष्ठता [ मानव-जीवनका परम 

फल और परम लाभ ] * * ५८५ 


१६६-मानवपर ग्रहोंका प्रभाव और ज्यौतिष-शास्र 
(१) ( पं० श्रीमदनगोपालजी शर्मा, 
शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, ज्यौतिषरज्ञ ) ५९० 
( २ ) ( पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) *** ५९३ 
१६७-मानवता ओर यज्ञ ( याजिकसम्राट पं० 
श्रविणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ) ५९६ 
१६८-मानवता और यज्ञ ( स्वामी श्रीलक्ष्मणाचार्यनी ) ६०१ 
१६९-कामायनीमे मानवताका स्वरूप ( श्रीगोविन्दजी 
एम्‌० ए० ) "`` ६०३ 
१७०-मानव-निर्माणकी योजना ( प्लानिंग ऐंड 
डेवलपमेंट बोड ऑफ ऑल राजस्थान दिनाङ्क 
१२ अगस्त १९५८की बैठकमै बोर्ड सद्स्य 
महाराज श्र शिवदानसिंहजी शिवरती, उदयपुर 
द्वारा पेश किया गया एक सुझाव ) “ ६०६ 
१७१-संतोंकी कसौटीपर मानवता (श्रीरामलालजी) ८ 
१७२-मध्ययुगीन संतोका मानवतावादी दृष्टिकोण 
( डॉ० श्रीत्रिलोकीनारायणजी दीक्षित) एम्‌० 
ए०, पी-एच्‌० डी०, डी० लिट्‌० ) "" ६११ 
१७२-मानवताका संरक्षण करनेवाली दैवी सम्पदा ६१४ 
१७४-मानवताका विनाश करनेवाली आसुरी सम्पदा ६१४ 
१७५--संतोका मानवतावाद ( श्रीमती डॉ० सावित्री झुङ्क 
एम्‌? ए०, एम्‌० एड्‌ ०, पी-एच्‌० डी० ) ``` 
१७६-दिव्य प्रेमक्रे अबतार श्रीचैतन्य महाप्रभु ( श्रद्धेय 
आचाय श्रीभक्तिविलासतीर्थजी महाराज ) 


६१७ 





१७७-सत्यमूर्ति सुकरात और 
( श्रीकेशवदेवजी आचार्य ) 
१७८-संत ज्ञानदेव और मानवता ( श्री; भा० पां० 
बहिरट, एम्‌० ए० ) 
१७९-भगवान्‌ खामिनारायण 
( शास्त्री श्रीहरिबळदासजी ) 
१८०-मानवता-धर्म (मानवता) 
१८१-मानवता-नाशिनी विष-वेल ( श्रीपूणचन्द्रजी 
ऐडवोकेट ) प 
१८२-मानवताकी मूर्ति--गांधीजी ( श्रीश्रीनाथसिंहजी) 
१८३-मानवताकी मूर्ति--गांधीजी ( श्रीगौरीशंकरजी 
गुप्त ) 
१८४-मानवताकी मूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 
( श्रीमहादेवप्रसादजी निगम ) 
१८५-धूलमे हीरा 
१८६-श्रीरामचरितमानसमै मानवकी भोजन-विधि 
( वैद्य पं० श्रीमैखानन्दजी शर्मा, “व्यापक” 
रामायणी ) 
१८७-मानवताके अन्वेषी ताँल्स्तोय और गांधी 
( पं० श्रीबालमुकुन्दजी मिश्र ) 
१८८-मानवताका झात्रु--अभक्ष्य-भक्षण ( श्रीवलम- 
दासजी बिन्नानी ब्रजेश? हिंदी-साहित्यरल, 
साहदित्यालंकार ) 
१८९-मानवता और विज्ञान ( श्रीयुत एन० टी० 
जाकाती ) 
१९०-अमानव-मूर्तियामे मानव-आकृति ( महामहो- 
पाध्याय डॉ० श्रीप्रसन्नकुमार आचार्य, एम्‌० 
ए०; पी-एच० डा०; डाँ० लिट० ) भय 
१९१-मानवतामै मूखता ( श्रीरामकुटियासे ) 
१९२-मानबता और कन्फ्यूसियस 
श्रीयौरीशङ्करजी द्विवेदी ) 
१९३-जरदुस्त-मत और मानवता (पं० श्रीगोरीराङ्करजी 
'.. द्विवेदी) i 
.१९४-मानवताके देवदूत 
( श्रीरामलालजी ) 
९५-मानवता और विश्वबन्धुत्वके प्रेरक श्रीबेडन- 
पावल ( श्री*दत्त? ) 
१९६-अन्ताराषट्रिय जनहितकारिणी संस्था 'रेडक्रास' 
( पं० श्रीजानकीनाथजी शमा ) 


मानवता 


और मानवता 


(७८८ 


महात्मा छाओत्जे 





( 


८ 


६२५ 


“ ६३० 


२ 
ˆ ६२४ 


६३५ 
६२६ 


ˆ ६३८ 


“ ६४२ 


` ६४२ 


* ६४४ 


` ६४९ 


“ ६५१ 


“ ६५२ 


“ ६५२ 


` ६५४ 


` ६५७ 


` ६५९ 


“ ६६० 


“ ६६२ 


7 ६६४ 


) 


१९७-मानवता और अतिथि-सेवा ( श्री श्री्रामी 
विश॒द्धानन्दजी परिव्राजक महाराज ) 


१९८-मानवता और अतिथि-सेवा ( बहिन श्रीः - ॥ 
शशिबाला बिहारी “विशारद? ) ` ६६८ 
१९९-मानवता और अतिथि-सेवा ( श्रीप्ृथ्वीसिंहजी 
“प्रेमी? ) ६७० 
२००-मानवता ( श्रीकिसनलालजी पोद्दार ) `" ` ६७२ 
२०१-मानवता और विश्वमाता गौ ( श्री- 
श्रीनिवासदासजी पोद्दार ) "" ६७३ 
२०२-द्वेष्रसे मानवताका नाश ( प॑० 
श्रीशिवनाथजी दूबे, साहित्यरत्न ) * ६७६ 


२०३-भगवत्प्राप्तिसे ही मानव-जीवनकी सार्थकता 
( स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) ६७८ 


२०४-मानवता ( श्रद्धेय १० श्रीसभापतिजी | 
उपाध्याय ) ` ६८४ 
२०५-मानवोंके जनन-मरणसम्बन्धी आशौच 
( १० श्रीवेणीरामजी शर्मा; गोड, वेदाचायं, 
काव्यतीर्थ ) "`. ६९१ 
२०६-वसिष्ठकी महान्‌ दान्‌ मानवता ( श्रीमुकुन्दराय 
वि० पाराशय ) ६९७ 
२०७-क्षमा-प्राथना ~ ७०३. 


कुछ चित्रविषयक तथा घटनासम्बन्धी और 
भावात्मक लेख-कविता 


१-दस मानवधम ११ 
२-पथ्वीको धारण करनेवाले सात तत्त्व ॥ 
३-माता-पिताके सेवक 
( १ ) भगवान्‌ श्रीराम ``` ४७ 
( २) श्रवणकुमार < 
( ३ ) भीष्म 59 
( ४ ) राजकुमार चण्ड ८० 
४-श्रीरामका भेदरहित प्रेम 
“( १ ) शबरी भीलनी ७७० 
( २ ) अस्पृश्य निषाद *** * १२० 
( ३ ) राक्षस विभीषण ``` * १२० 
( ४ ) वानर सुग्रीव "` १२० 
५-आद्‌शे आतिथ्य "22 ५ 
( १ ) मयूरध्वजकी अभूतपूर्व अतिथि-सेवा' `` १६० 
( २ ) रन्तिदेवकी विलक्षण अतिथि-सेवा *** १६० 


(२) श्रीकृष्णकी “न भूतो न भविष्यति? 
अतिथिसेवा * 


१६१ 
( ४ ) मुद्गल मुनिकी परम अतिथि-सेवा *** १६१ 


3, 


६-भगवानूके लिये त्याग 
( १ ) श्रीशंकराचार्यका संन्यास 
(२) बुद्धस्वक्री ओर `` ` 
( ३ ) निमाईका ग्रह-त्याग 
( ४ ) राजरानी मीरा 
७-दया, अहिंसा, त्याग 
(१) शिवि 
( २ ) गौतम बुद्ध 
( ३ ) अशोक 
( ४ ) हर्षवरद्धन 
८-कुष्ठ-सेवक 
( १ ) श्रीचेतन्य महाप्रभु 
( २) सेंट फ्रांसिस 
( ३ ) महारानी एलिजावेथ 
( ४ ) महात्मा गाँधी 
९-संत- स्वभाव 
( १ ) श्रीगोविन्दाचार्यं ` `` 
( २ ) संत और बिच्छू `` ` 
( ३ ) संत एकनाथकी क्षमाशीलता 
( ४ ) बालक नामदेवकी आत्मपरीक्षा 
१०-आद्‌श क्षमा 


( १ ) क्रूसपर चढाये जाते ईसामसीह 

( २ ) भगवान्‌ बुद्ध 

( ३ ) तीर्थङ्कर महावीर ` ` ` 

( ४ ) मृत्युक्रे क्षणमै सरमद्‌ 
११-धर्म-सूर्ति 

( १ ) गोस्वामी तुलसीदास 

( २ ) समर्थ रामदास 

( ३ ) श्रीरामकृष्ण परमहंस 

( ४ ) स्वामी विवेकानन्द ` `` 
१२-धसे-रक्षक 

( १ ) छत्रपति शिवाजी ` ` ` 

( २ ) महाराणा प्रताप `` 

( ३ ) शुरु तेगबहाढुर `` 

( ४ ) शुरु गोविन्द्सिह ` `` 


१३-आदर्श कर्मयोगी और आदर्श कर्म संन्यासी 


( १ ) कर्मयोगी श्रीकृष्ण 
स्व्--< 


“ १६२ 
“ शसक 
रचर 
॥ १६२ 


“ २०० 
* २०० 
* २०० 
“ २०० 


ˆ २०१ 
` २०१ 
7 २०१ 
7 २०१ 


“ कू 


` २२४ 
` २२५ 


` २२५ 
` २२५ 
HR 
RR 
२६४ 


॥ २६५ 


९ 


२ ) कर्मयोगी महाराज जनक 
( ३ ) संसार-त्यागी याज्ञवल्क्य 


"९८८ 


2 22८ 
( ४ ) विरक्त-चूड़ामणि महाराज अृषभदेब ` ` ` 


२८८ 


१४-गोमाताका अपमान करना मानवता नहीँ 
दानवता है [ काइमीरनरेदा महाराज श्रीप्रताप- 
सिंहजीके जीवनकी एक सच्ची घटना ] ( भक्त 


श्रीरामदारणदासजी ) 


“ २९३ 


१५-स्व० कार्तिकचन्द्ररायकी स्वामि-भक्ति ( श्रीवलम- 


दासजी 
साहित्यालंकार ) 

१६-त्याग--विलक्षण बलिदान 
( १ ) पुरोहितका प्राणार्पण 
( २ ) महान्‌ पन्ना 


बिन्नानी 'ब्रजेदा” हिँदी-साहित्यरत्न, 


` ३०३ 


- ३०४ 
जज 


१७-एक निडर बालकका परोपकारी कार्य ( श्री- 


सत्यनारायणजी चतुर्वेदी एम्‌० ए०, शास्त्री 
१८-आदशे नारी 

( १ ) सती पद्मिनी 

( २) वीराङ्गना लक्ष्मीबाई i 

( ३ ) मनस्विनी अहल्याबाई ५ 

( ४ ) देवी शारदामणि *** 
१९-नारीके सवेनाशका साधन 

(१) सहशिक्षा 

( २ ) तलाक 

( ३) नृत्य 

(४) फैशन 
२०-आदशै त्याग और आदर्श मिलन 

( १ ) भरतके लिये रामका राज्य-त्याग 


( २ ) श्रीरामके लिये भरतका राज्य-त्याग ` `" 


( ३ ) चित्रकूटमै श्रीराम-भरत-मिलन 


( ४ ) अयोध्यामें श्रीराम-मरत-मिलन `° 


) ३११ 


" २२८ 
* ३२८ 


२२९ 


“ २२० 


“ २२१ 


RRR 


RR 
“ ३२३१ 


RR 
२२६ 
“ ३३६ 
३३६ 


२१-बाबू टटकोडी घोषकी ईमानदारी ( श्रीवक्ृभ- 
दासजी बिन्नानी 'जेश? हिंदी-साहित्यरत्न; 


साहित्यालंकार ) i: ¬ ३४५ 
२२-ये मानव 

( १ ) नरराक्षस ` ३६८ 

(२) नरुपिशाच `" - ३६८ 

(३) नरपञ्च ` २६८ 














(४) नस्असुर  "--' 
२३-मानवकी निदेयता 

( १ ) सामान्य वधशाला यर २6९ 

( २) विशेष वंधशालाएँ os EI 

( ३ ) ये पिंजड़ोंके बंदर २०० ३६९ 

८४) ये सुर्गीचत्तकै "`` २०० ३६९ 

२४-मानवताकी परिधि ( श्रीरूपनारायणजी चतुर्वेदी, 
“निधिनेह? ) ३७९ 
२५-आदश मानव महिलाएँ 

( १ ) माता कोसल्या ` ३८४ 

( २ ) सची जननी सुमित्रा ` ३८४ 

( ३ ) सार्थक जननी मदालसा ° २८८ 

( ४ ) सच्ची धर्म-पत्नी शेब्या ` ३८४ 


२६-बादशाहोंका बादशाह ( श्रीश्यामनन्दनजी 
शास्त्रो ) ००० ००० ३८९ 
२७-सच्चे साधु 
( १ ) स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती * ४०८ 
( २ ) महषि रमण 1 ४०८ 
२८-सच्चे देश-सेवक नेता 
( १ ) लोकमान्य तिलक - ४०९ 
( २ ) महामना मालवीयजी * ४०९ 


२९-असलीको बदनाम करनेवाले नकली स्वार्थी लोग 


( १ ) नकली साघु - ४१० 
(२) नकली नेता * ४१० 
(३ ) खार्थी अधिकारी ` ` ` * ४११ 


३०-मानवताके स्वर्णकण [ मानवताकी मञ्जु 
मूर्ति संत एकनाथ ] ( श्रीश्रीराममाधव 
चिंगले, एम्‌० ए० ) " ४१३ 
३१-बालककी ईमानदारी ( श्रीकृष्णगोपाल माथुर ) ४२७ 
३२-आदश महिला कुन्ती [ मानवताकी महत्ता ] 


( १ ) दुःखका वरदान ` ४२२ 

( २) पर-दुःख-भञ्जन ``" ४२२ 

(३ ) वीरमाता * ४३२ 

(४) त्यागकी देवी ` ४३२ 
३३-ईश्वरः्कृपाका प्रत्यक्ष उदाहरण ( श्रीद्वन्दासिंह- 

जी राठोर ) ` ४२७ 


` ` ३४-सब ईश्वरकी आँखोंके सामने ! °" ye 


) 

३२५-पापका परिणास 
( १ ) पशु-योनि नं "` ४४१ 
(RD) ताः "° ४४१ 
( ३ ) रोग ००० ७ (१0 ४४१ 
(४) दारिद्रय छ ° कर 

२६-विनाशकारी भविष्य *** "`° ४६४ 


२७-महाध्वंसका यह साज 


( १ ) हीरोशीमा-नागाशाकीकी दुर्दशा ` ४६४ 

( २ ) ये बम-परीक्षण " ४६४ 
२८-मानवताके अवतार [ ऐतिहासिक कथा ] 

( श्रीचिमनलाल अ० व्यास ) ४६८ 
३९-आदश सेत्री 

( १ ) श्रीकृष्ण-गोपकुमार २०0 0220 

(२ ) श्रीकृष्ण-सुदामा ` ` ` """ ४८० 
४०-गो-सेवक 

( १ ) श्रीकृष्ण Fs is 22९ 

( २ ) महाराज दिलीप `` अ अदर 


४१-मानव मानवता भूल गया; जब मानवर्मे 
मानवता आयी [ कविता ] ( श्रीविप्र तिवारी ) ४८४ 
४२-महाराष्ट्रःसंत रामदास | अपकारका बदला 


उपकारसे ] * ४९६ 
४२-मानवताका पतन 

( १ ) घूसखोरी ९०४ 

( २ ) चोर-बाजारी * ५०४ 

(३ ) मिलावट * ९०४ 

( ४ ) झूठी गवाही `" ५०४ 
४४-मानवताका हास 

( १ ) मद्यपान न "`` ५०५ 

( २) अमक्ष्य-भक्षण '' ००० ७७९ 

( ३ ) उच्छिष्ट ८ ` ५०५ 

(४ ) अपवित्र लकर MP Rt 
४५-घर्म-निष्ठा 

( १ ) धर्म-पुत्र युधिष्ठिर: ` ०० 09७ 

(२ ) धर्मराज युधिष्ठिर `` ` 000 

( ३ ) धर्मनिष्ठ कर्ण 4 "०० ५२८ 

( ४ ) उदार-मानस शल्य ` ५२८ 
४६-अत्राइम लिंकन--मानवताकी प्रतिमूर्ति 

( औइन्द्रचन्द्रजी अग्रवाल ) ००० (RC 


~ 


ह १ 


६-पत्थरोंका उपालम्भ ( श्रीवासुदेवजी गोस्वामी ) ४१ 
७-पशु तो न बनो ( श्रीमधुसूदनजी वाजपेयी) ` ४७ 
८-मानवताकी पावनता ( श्रीयुगलसिंहजी खीची, 
एम्‌० ए०, बार-एट-ला, विद्यावारिधि) "` ५५ 
“चार प्रकारकी मानवता ( श्रीबुद्विप्रकाशजी शर्मा 
उपाध्याय “बुद्धदेव? ) ६७ 
१०-संत-स्वसाव [ मानवताकी चरम सीमा ] 
(श्रीकेदारना थजी बेकल, एम्‌० ए०) एल०टी०) ९५ 


>मानव किधर ? ( श्रीसुदर्शनसिंहजी) १०० 
१२-उद्बोधन (श्रीसूर्यनाराग्णजी अवस्थी दिनेश?) ११६ 
१२-मानवता ( स्व० वीरबाला कुलश्रेष्ठ) `` ११९ 


१४-मानवता कहाँ है १ ( पं० श्रीसीतारामजी झा ) १२२ 


, “मानव | मानवता छोड़ नहीं (पं० श्रीप्रकाश 


चन्द्रजी कविर्न ) २५ 


( ) 
४७-पतनके स्थान ( ४ ) मंसूर शूलीपर चढे RCs 
( १ ) सिनेमा ००८ `` ५४४  ९२-गोल्योंका कोई असर नहीं "`` ६१५ 
( २ ) क्लब ER 7" पट ५३-युद्ध और शान्ति "कु "०० लु 
(३) घुड़दोड़ 200 "`` ५४४ ५४-सती नारी 
( ४) जुआ 32१ "१" ७५४४ ( १ ) सावित्री ` ६२४ 
४८-मानवताका दुरुपयोग *** RE ( २) सोता "`" ६२४ 
४९-दानवताके दहकते दावानलमें मानवताके दर्शन ( ३ ) गान्धारी "`` ६२४ 
( श्रीहरिहरप्रसाद अठघरा ) """ ५६७ (४ ) जोहर "` ६२४ 
८ ०-गुरु-भक्ति ५५-नवधा प्रगति ? ००० छुट 
( १ ) श्रीकृष्ण-सुदामा `` ` ६७६ ५६-मानवता ओर श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती 
( २) एकलव्य 4 ७८ [ कुछ जीवन-घटनाएँ ]( श्री बाबूरामजी गुप्त) ६६५ 
( ३) आरुणि क ५७६ ५७-गोके प्रति निर्दयताका कारण वर्णसंकरता 
(४ ) उपमन्यु र द [ पंजाबकेसरी महाराजा रणजीतसिंहका एक 
५१-भगवानूके लिये बलिदान जीवन-्रसङ्ग ] (एक ऐतिहासिक सत्य घटना ) 
( १ ) दानवोंके मध्य प्रह्लाद 20 ५८८६ [ प्रे० भक्त श्रीरामशरणदासजी ] "° ६७४ 
( २ ) विषपान करती मीराँ "`` ५८४ ५८-दानवतारूप कसाई 000 2) 
( ३ ) विषपान करते सुकरात "`` ५८४ ५९-सार्थही-स्वार्थ """ ६८३ 
पद्य-सझची 
१-मानवताके संरक्षक भगवान्‌ विष्णु ( पं० १६-रुवाइयात उमर रवेयाम और मानवता 
श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम? ) १ ( अनु० श्रीरामचन्द्रजी सेनी ) ° १४२ 
२-जग-भूषण सच्चा मानव ४ १७-सानवताके दान 111 १४७ 
२-जीवनदान ( श्रीसुमित्रानन्दनजी पंत) `` २३ १ ८-मानवता ( श्रीमवदेवजी झा, एम्‌० ए०, 
४-मानवताकी माँग HR शास्त्री ) ` १६४ 
५-इंसानका जन्म ( श्रीगोविन्दजी एम्‌० ए० ) २७ १९-सावधान ( साधुवेषमै एक पथिक ) "`` १९९ 


२०-यदि ( प° श्रीशिवनाथजी दूबे) साहित्यरत्न) २११ 
२१-मानवताका प्रतिष्ठा--भगवान्‌ श्रीराम ( श्री- 


गोकुलप्रसादजी त्रिपाठी, एम्‌०-ए०) `" २३९ 
२२-मानवतापर एक दृष्टि ( श्रीनन्द्किशोरजी झा; 

काव्यतीथ ) "०" २७३ 
२३-मेड़की खालमें भेड़िये "17 २८७ 
२४-मानवताका सदुपदेश ( कविभूषण श्रीःजगदीश? 

जी साहित्यरत्ञ ) “ ऐट 


२५-मानवता गुरु है ( श्रीमधुसूदनजी वाजपेयी ) ३३५ 
२६-जगकी पुष्पवाटिका ( श्री०८ खामी 
भगवतगिरिजी महाराज ) "`` ३८० 
२७-मानवसे ( श्रीबाबूछालजी युस “श्याम? ) '“ ३८३ 
२८-श्रान्त मानव ( श्रीत्रजकिशोरजी वर्मा) '“ ३८७. 
२९-मानवताका सार ( पं० औवीरेश्वरजी उपाध्याय) ४०७ 


७१2) 


| ३०-रीक उठे पद | ( श्रीसुदर्शनसिंहजी ) *** ४११ ४०-मानवता ( श्रीग० ना० बोधनकरजी ) 


` ५५१ 
३ ह ( य कृष्णनन्दनजी दीक्षित ४१-मानव-धर्म महान्‌ !! ( श्रीब्रह्मानन्दजी “बन्धु, ) ५७५ 
७ ए० ००० ००० ४१५ ह मानवता थानसिंहजी ष % य 
२२-मानवताकी खोज ( श्रीमहावीरप्रसादजी ही समा 
अग्रवाल ) पी --- ४३१ ४२३-क्यों मानव ! तू भूपर आया? ( श्रीसुरेन्द्र- 


३३-गीता ( श्रीशान्तिजी मेहरोत्रा ) २० RY कुमारजी एम्‌० ए०, 'साहित्यरत्न”) “रिष्य?) ५८३ 








३४-सबको प्यार करो! ( श्रीविद्यावतीजी मिश्र) ४४३ ४४-परमेइवर समझेंगे अति प्यारा 0020. 
२५ मानवता ( श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी “प्रसाद ) ४५० ४५-मानव-जीवन कैसा हो --- ६१९ 
Me SU FE SNE) “२२ ४६-मानवताके आदर्श ( पाण्डेय पं० श्री- 
३७-मानव और मानवता ( ० श्रीरामनारायण- श्री 
जी त्रिपाठी, “मित्र” शास्त्री ) ** ५१२ रामनारायणदत्तजी शास्त्री (राम? ) ६४७ 
३८-मानव-मानव ( श्रीभवानीशाङ्करजी षडङ्गी, एम्‌० ४७-भारतीय मानवकी भद्र भावना (पं ०श्रीरामवचन- 
` ए०, बी० टी०, रिसर्च-स्कालर ) --` ५३४ जी द्विवेदी अरविन्द) साहित्यालंकार) ``" ६९६ 
३९-रेखाएँ ( श्रीरामकृष्णदासजी कपूर, एम्‌० एस- ४८-आदश मानब ( पं० श्रीरामाधारजी झुक्ल )' ` ` ७०२ 
| सी०, एल० टी०, एफ्‌० आर०, एच्‌० एस्‌ ०) ५४२ ४९-मानव बनकर मानवता दान करो *** ७०३ 
i - 
| संकलित पद्य 
ob १-लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण [ ध्यानस्तवन ] १६-जागते रहो ( श्रीकबीरदासजी ) ००० ८७ 
| ( गोस्वामी श्रीतुळसीदासजी, श्रीसूरदासजी: १७-हरिसे सच्चा स्नेह करो ( श्रीसूरदासजी ) `" ३०१ 
१ महाकवि सेनापति ) "११ ८ १८-मेरी सुधि लीजिये ( श्रीसूरदासजी ) LE 
| २-चेतावनी ( ख० योगिवर्य महाराज श्री- १९-राम रम रहा है i ` ३१४ 
| । चतुरसिहजी ) --* ७९ २०-मनुष्य-शरीर धारण करके क्या किया ? 
३-शिव-स्तवन ( गोस्वामी तुलसीदासजी, महाकवि ( श्रीलुलसीदासजी) "`` ER 
पद्माकर ) 3 --* ९६ २१-सत्यकी महिमा 29% --- ३४५ 





४-मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम [ ध्यान-स्तवन ] 
(विनयपत्रिका, गीतावली) महाकवि “सेनापति? ) १४४ 
५-गोविन्दके हो रहो ( श्रीसूरदासजी ) ९ 
६-भगवती दुर्गा ( मैथिल कोक्किल विद्यापति) ` `' १९२ 
७-भजनके बिना पशु-समान ( श्रीसूरदासजी ) ` `" २०९ 
८-आश्चर्यं ( श्रीसूरदासजी ) "`` २२७ 
९-व्यथ जीवन ( श्रीकबीरदासजी ) 0 २३५ 
१०-गोविन्द नाम क्यों भूल गया? (श्रीसूरदासजी) २३८ 
११-ऋद्धि-सिद्धि-दाता गणेशजी ( महाकवि भूषण, 
महाकवि केशवदास ) --* २४० 
१२--रामप्रेम बिना सब व्यर्थ ( श्रीदुळसीदासजी) "` २४९ 
१३--मनुष्य-दारीरका परिणाम ( श्रीकबीरदासजी) २५१ 
१४-मानव-दारीरका अन्त ( श्रीकबीरदासजी ) *** २५९ 

१५-उस जीवनमै आग लग जाय जो श्रीरामका 
नहीं हो गया ( श्रीदुलसीदासजी ) "1" २७० 


२२-संसारमें जन्म लेकर क्या किया ? ( श्रीसहजोबाई) ३६५ 
२३-प्रभो ! अपने द्वारपर पड़ा रहने दीजिये 


( श्रीुळसीदासजी ) "` ३७३ 
२४-भगवत्प्रेमसे . हीन मानवका स्वरूप 
( श्रीठुळसीदासजी ) ००० 20८. 


२५-नर-जन्म बार-बार नहीं मिलता (श्रीसूरदासजी)' * ९ ४०५ 
२६-मानव-दारीर भगवानके काम न 

आया ( श्रीसूरदासजी ) *- ४५३ 
२७-मानवरूपमें प्रेत ( श्रीसूरदासजी ) *** २६७ 
२८-मानवताकी व्यर्थता ( श्रीतुलसीदासजी ) --- ४७० 
२९-अवसर बार-बार नहिं आवै ( श्रीकबरीरदासजी क. 
३०-गर्व-अत्याचार मत करो (संत दीनदरवेश )--- ५०३ 
३१-सच्चे मानवके लक्षण ( श्रीनानकदेव ) --- ५२५ 
३२-सर्वकस्याणप्रद श्रीहनुमदष्टक Fo 0 

झिवचैतन्यजी ] --- 5 हूल 


३३-मनुष्य-शरीरसे क्या लाम ! (श्रीडढितकिशोरीजी) ५३९ 


4 


( 
३४-प्रभुसे ! ( भारतेन्दु हरिश्रन्द्रजी ) ५४१ 
३५-संतक्रे लक्षण ( श्रीमगवतरसिकजी ) ५६० 


हरिनाममै आलस्य क्यों १ ( श्रीहरिदासजी ) ५६४ 
३७-व्यथ अभिमान छोड़ दे (श्रीनारायणस्वामीजी ) ५७९ 
३८-मानव-जन्म भजन बिना व्यर्थ ( श्रीसूरदासजी ) ५९५ 


१३ ) 


४०-वही सब कुछ है ( श्रीतुलसीदासनी ) 
४१-दया ( श्रीकवीरदासजी ) `` ` 


४२-जानकीनाथपर वलिहारी ( श्री्ुळसीदासजी ) `" ` 
४३-सनुष्य-शरीरसे क्या लाम | ( श्रीहुळसीदासजी ) 





* ६०७ 
“ ६१३ 
६२३ 
६६९ 


३९-भक्तिहीन जीवन ( श्रीनागरीदासजी ) ।'' ६०२ ४४-तीनों पन ऐसे ही खो दिये ( श्रीसूरदासजी ) "` ६७१ 
ट 
= सूची 
वित्रसूर्च 
बहुरंगे ( ३ ) गोसेवक श्रीकृष्ण * ४८० 
१-आसुरी-सम्पत्तिसे रक्षाके लिये मानवकी ( ४ ) गोसेवक दिलीप / ४८७ 
भगवानसे प्रार्थना भीतरी मुखप ९८०७ या ह 
२-मानवताके संरक्षक भगवान्‌ विष्णु '' १ ( १ ) युधिष्ठिर ओर यक्ष ` ५२८ 
३-भगवान्‌ श्रीकृष्णनन्द्रमे मानवताका (२) की गौर कुत्ता FRE 
सर्वाङ्गीण प्रकाश 55०. दडला (२) 4 और ह न 
४-मानवताफे संशोधक भगवान्‌ शंकर १ ९६ ५ pn ओर शल्य ५२८ 
क श्रीरामचन्द्रमै मानवताका महान्‌ खो, (१ ) श्रक्रणसदामा रे 
६-मानवताकी रक्षा करनेवाली असुरसंहारिणी | ५ 0 1; द 
द्‌ अं न ५ 
ददाभुजा माता १९२ ( ३) आरुणि न ७६ 
-विष्ननाशक श्रीयणेदाजी २४० ( ४ ) उपमन्यु 6२ 
हाजी जन २६-सती सावित्री RR 
८-कर्मयोगी राजा जनक २८८ & 
९-कर्मत्यागी महर्षि याज्ञवल्क्य २८८ 0101 1000 
१०-कर्मबोगी भगवान्‌ श्रीकृष्ण रट पिक ले हक 
११-परम विरक्त श्रीक्रपमदेव **- २८८ टे >-सतियोका जोहर ६२४ 
१२--१५-आदशै त्याग और मिळन दा पाडा री वि 
( १ ) रामका वनगमन ३३६ १-:प्रकृतिमें | विश्वास? से हटकर IR 
( २) चित्रकूरमे पादुकादान ३३६ विश्वास? की ओर चलनेकी संतक्री 
( ३ ) चित्रकूट-मिलन * ३३६ _ भरणा ऊपरी मुखपृष्ठ 
( ४ ) अयोध्या-सिलन ३३६ इकरगं 
१६-कोसल्याका भरतपर स्नेह SEN १-२-द्स मानवधर्म ११ 
१७-सुमित्राका दात्रन्नको आदेश ३८४ ३-प्रथ्वीको धारण करनेवाले सात तत्व ' ५६ 
१८-मदालसाकी पुत्रको लोरी ३८४ ४-_७-माता-पिताके सेवक 
१९-शैव्याका पतिको प्रबोध ३८४ (१ ) भगवान्‌ श्रीराम "9 
२०--२३-आदश महिला कुन्ती ( २) श्रवणकुमार २९० ८0 
( १ ) विपत्तिमिक्षा ४३२ ( ३ ) देवत्रत भीष्म ८० 
( २ ) ब्राह्मणकी प्राणरक्षा ५०० 9४६8 ( ४ ) राजकुमार चंड ८० 
( ३ ) पुत्रोंक्रो संदेश “ ४३२ ८--११-रासका भेदरहित प्रेम 
( ४) जेठजेठानीके साथ वनगमन ४२२ ( १ ) मीठनी शबरी 38111: 
२४---२७--आदर्श सखा--आदझश गो-सेवक ( २ ) अस्पृस्य केवट 5 २९०७ 
( १ ) ग्वालबाल-सखा ४८० (२ ) राक्षस विभीषण र? 
(२) सुदामा-सखा ००7 ४८० ( ४ ) वानर सुग्रीव RS 


( १४ ) 





(१) आतिथ्य 
मयूरू 
(२ ध्वज-श्रीकृष्ण 
( ३ र श्रीकृष्ण दुर्वासा प 
१ = ( ड ) रन्तिदेव | | i ७ १ छन E ४६---४९-भ 
भगवानके 
१९-सग इ १ दशे 
वानूके लिये Fe नारी 
( १ ) कुमार आल्या ००० अमक (१) सती 
(२) बालक सिद्धार्थ १६० / २) Pee 
२ (४ ) मीरा श्रीचैतन्यदेव १६१ ५०---५ (४) देव मनस्विनी अहल्याब TR 
२२-दयाः मीराबाई ६ पुन १२-नारीके 1 शारदामणि हस्याबाई > ३६ 
-अहिंसा ॥ के र: ~ ( सवनाशका मणि अप ८ 
( १ ) मह ००० १६१ १ ) सहृशि साधन ° २२८ 
( र [राज शिबि (a १६१ ( २ ) क्षा ३२८ 
हक ५ र सम्राट अशोक ००२ (९ (ळी, (४) आ “बेर 
— OR व ह. ० चन नर ०० 
क २० दळ ड मानव ! [RT र 
१ ) श्रीचै 1० जी १) नर ल 
[चतन्य 4 -पिशाच २२०० 
१९) ह तन्य महाप्रभु २७७ (२) शा ३२९ 
(३ हात्मा गांधी भु (३) पशु ६ 
) सेंट फ्रांसिस ००० प्‌ ( नर-असुर ०० ३ 
२८-३ ( ४ ) महारानी [सिस 215 २०१ ८ ६ ४ ) नर र्‌ हे ६८ 
१--संतस्व हारानी * २० १-मानव “राक्षस fp 
(१) गो ळा की र (१ की निर्द्यता "` ३६८ 
गे क». ग सन 
(२) गबिन्दाचार्य ` २० र (२ १ वक ३६८ 
psi (७. 
102 त. जज 
३५-आदर्श नामदेव "२ -६३-सञ्च पक्षियोंपर 2 हु 
दर्श क्षमा नई साधके र्‌ NR 
( १ ) संत इसासे ०00 २२४ ( १ ) स्वामी आदर्श क २६९ 
(२ ) संत सीह २२४ ६४-६५ (२) श्रीरम विशुद्धानन्द ३६९ 
(रा १ (मी 
३ ६-३ हे ४ ) न महावीर 5०० २२५ ( २ ) लोकमान्य आदरो 23 ४०८ 
'वरममूर्ति [न्‌ २२५ ( न्य ति ¥o 
(8 रति बुद्ध ००० हे २५ व वती, यहा तिलक ¢ 
EN २५ मालवीय पल 
(२ ॥ समर्थ रामदास २२५ नकली साधुओंको लवीय ४०८ 
( २) गोलामी वदाल १ ६७-देइसेवक छ न 
) परमहंस न नट जली पल क. ८ 
४० (४) हंस रामक २६ वाले चे नेत 
__४३-धर्मरक्षक स्वामी विवेकानन्द ण 550 ६ द नकली लोग. [ओको बद 
मरक्षक कानन्द He ‘RR लल ८-सब पाप ग़ "°` नाम करने > 
। १ ) गुरु गोविन्द्सिह य RRR RINE त आँखोंक्रे i 
विन्द जम कर ४ 
( र ) शुरू तेगबहादुर ह्‌ २५६ ( १ ) पशु यो सामने `` ` ४०९ 
३ ) छत्रपति बहादुर 2 (२ शुयोनि ४४ 
¥ गीमारी 
डी ४ड-- ( ) महाराणा त्रपति शिवाजी र कु ॥ २६७ ( ३ ) ब री क 
४५-त्याग हाराणा प्रताप ° २ ) दरिद्रता ००० 
[| ताप pS (४) ॥ ४ 
(१) पन्ना FS ३-७४-मह्दाध्वं नरक-यन्त्रणा ००० हा र 
(२) न्ना धाय | * २६७ ( ववंसका यह || थप ४१ 
राणाके ) हीरोशी साज RR 
कुळपुरोहित -- ( माः 
तः. जा ०005 हल 4 ) ये बम-परी नागाशाकीकी ४४१ 
` ३०४ ( री हि अप दुदशा "` ° 
) कालके क ह. 
) i ४६४ 
फर्क छ र 
४६५७ 








७७---८०-सानवताका पतन ९८--नवघा प्रगतिका विस्तार--साधु-संत 
( १ ) घूसखोरी «०० ५०४ और भले नस्नारियोकी दुर्दशा --- ६४८ 
(२) चोरबाजारी “1. ५०४ ९९--श्रीबेडन पावल -"" ६६२ 
(३ ) मिलावट * ५०४ ५७ अ शोक 
र १ गवाही --- ०० ओर आश्र ०० ६८3 
८ त णक शी २ जा गौपर दानवता- 
( १ ) अभक्ष्यभक्षण -** ५०५ रूप कसाईकी क्रूर दृष्टि हिटलर 
कक पका लरे रेखाचित्र 
(२) मधपान ` (०९ १ मानवताकी रक्षाके लिये भगवानसे प्रार्थना --` १ 
(३ ) नटा भोजन ५०%  २_कारमीरनरेश महाराज प्रतापसिंह और गो ``- २९३ 
( ४ ) अपवित्र भोजन ` ९०५५ ३-परोपकारके लिये मृत्युका आलिङ्गन करनेमे भी 
८५-८८-सानवता-पतनके स्थान न्दता लाल --- ३११ 
( १ ) सिनेमा "५४४ ` & टरकौडी घोषकी ईमानदारी --- ३४५ 
(२) क्व `` ५४४ ६ मानवताकी परिधि "०" ३७९ 
( ३ ) घुडदोड ` १४४ ६-अन्त्यज बालक और एकनाथ --° ४१३ 
( डु ) जुआ °° ५४४ ७-एकनाथ और गधा १०० शड 
८९ २ -मानवताका दुरुपयोग म ) ८-एकनाथ और ब्राह्मण --- ४१४ 
(७३) व्यय जगतः चर्चा ५४६ ९-वाशिंगटनकी भगवस्पार्थना --- ४३७ 
साय ... ९ १०-ईश्वस्प्रार्थनासे फ्रांसीसी सेनापतिकी विपत्तिसे रक्षा ४३९ 
( ३ ) प्रमाद "` ५४५ १ १-हलमें जुती कृषक पत्नी °° ४६८ 
९२--९५-अगवानूके लिये बलिदान १२-हलमें जुते राजा देपाल दे 200 ४६९ 
(१) प्रह्लाद `` ५८४ १३-मानव मानवता भूल गया “° एट४ 
( २ ) मीरा ००० CEN NR 29 29 ``" ४८५ 
( ३ ) सुकरात "१" 0८७ छ मानवता आयी क टर 
- 5007 7 SD) 22 22 
( ही. ) मसूर हु ५८४ १७-संत रामदासकी क्षमा 050 रे 
९६---प्रभु-प्रेमकी सव श्रेष्ठता iF RCT 2 श्रीहनुमान्‌जी --- ५२६ 
९७- युद्ध और शान्ति "`` ६१६ १९-अब्राहम लिंकनकी मानवता "` ५४१ 


राष्ट्रके नेतिक उत्थान, सच्चे सुख और परम शान्तिकी ग्राप्तिके लिये गीताप्रेस- 
द्वारा प्रकाशित सत्साहित्यका घर-घरमें प्रचार कीजिये । 

सरळ, सुन्दर, सचित्र पुस्तक सस्ते दामोमै खरीदकर खयं पढ़िये, मित्रोको पढ़ाइये और बालक- 
वृद्ध स्त्री-पुरुष, विद्वान्‌-अविद्वान्‌ सभीको लाभ पहुँचाइये । 

गीता, रामायण, उपनिषद्‌, भागवत, पुराण, संत-भक्तोके जीवन-चरित्र, भजन-संग्रह स्घ्रियो और 
बालकोके लिये उपयोगी सरळ कहानियाँ, छोटे बञ्चोके लिये पाठय पुस्तके आदि सभी तरहकी पुस्तकों- 
का सूचीपत्र मुफ्त मँगवाइये । ह 

हमारी निजी दूकानं-- 

` ( १ ) कलकत्ता--श्रीगोविन्द-मवन-कार्यालय, नं० ३० बॉसतल्ला गली । ( २ ) वाराणसी--५९/९, 
नीचीवाग । ( ३ ) पटना--अशोक-राजपथ; बड़े अस्पतालके सदर फाटकके सामने । ( ४ ) ऋषिकेश--गीताभवन, 
गङ्गापार, खर्गाश्रम | ( ५ ) कानपुर--नं०२४/५५; बिरहाना रोड, फूलबागके पास । ( ६ ) दिल्ली २६०९, 
नई सड़क और ( ७ ) हरिद्धार--सब्नीमण्डी मोतीबाजारमे है | यहॉपर गीताप्रेसकी पुस्तकें मिलती हैं तथा “कल्याण? 
“कल्याण-कल्पतरु और “महाभारत!के ग्राहक बनाये जाते हैं। व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो ० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


(३६) 
` मासिक महाभारतका चोथा वर्ष 


वर्ष--जनवरी १९५९ से दिसम्बर १९५९ तक । प्रतिमास १४४ पृष्ठ तथा १ बहुरंगा और ४ से 
चित्र । वार्षिक चंदा १५ ) डाकखर्चसहित । एक प्रतिका १॥ ) |. 
इस चोथे वर्षमै ही हरिवंश तथा जैमिनीय अश्वमेधपर्व देनेका विचार है। हरिवंश महाभारतका 
खिल पे माना जाता है। 
गत तीन वर्षोके मासिक महाभारतमें सम्पूर्ण महाभारत सूल ग्रन्थ हिदीब्याख्यासहित एब 
विद्धत्तापूर्ण लेखों और खोजपूर्ण नामानुक्रमणिकासहित प्रकाशित हो चुका है। वार्षिक सूल्य २०) के 
हिसाबसे तीना वर्षका कुल ६० ) डाकव्ययसहित है। ल्‌ 2? 
. व्यवस्थापक--मासिक “महाभारत” पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
The Kalyana-Kalpataru 
| ( English Edition of the ‘Kalyan’ ) 
Published every month of the English Calendar. Annual subscription Rs, 4/50. 
Eleven ordinary issues contain 32 pages and one tri-coloured illustration each and 
one Special Number covers over 200 pages and several coloured illustrations, 
Bhigavata Number—V ( December 1958 issue ) contains an English rendering 


of Book Ten ( Part II) of §rimad Bhigavata. SOME old SPECIALS still available, 
The Manager, KEADYVANA-KATPATARU? 58. 0. Gita Press ( Gorakhpur ) 


(a ० 

श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षाएँ 
श्रीगीता और रामचरितमानस- यै दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग बिशेष 
आद्रको दृष्टिले देखते हैं । इसलिये समितिने इन ग्रन्थोके दारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये 
परीक्षाओकी व्यवस्था की है । उत्तीर्ण छात्राको पुरस्कार भी दिया जाता है । परीक्षाके लिये स्थान-स्थान- 
पर केन्द्र स्थापित किये गये हें । इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर कुल ३५० केन्द्र हें । 

विशेष जानकारीके लिये नीचेके पतेपर कार्ड लिखकर नियमावली मँगानेकी कृपा करे । 
व्यवस्थापक -श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति) गीता-भवन, पो० ऋषिकेश ( देहरादून ) 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 

शमङ्गवद्गीता और श्रीरामचरितमानस- दोनों आशीवोदात्मक प्रासादिक ग्रन्थ हैं । इनके प्रेमपूर्ण 
स्वाध्यायसे लोक-परलोक दोनोमे कल्याण होता है. । इन दोनों मङ्गलमय ग्रन्थोके पारायणका तथा 
इनमें वर्णित आदश, सिद्धान्त और विचारोका अधिक-से-अधिक प्रचार हो--इसके लिये “गीता-रामायण- 
पचार-संघ' दस वर्षोसे चलाया जा रहा हे । अबतक “गीता-रामायणके पाठ करनेवालोंकी संख्या 
करीब ३५,००० हो चुकी है। इन सदस्योंसे कोई शुल्क नहाँ लिया जाता। सदस्योको नियमितरूपसे 
र पड़ता है । इसके नियम और आवेदनपत्र 

मन्त्री--श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पो० गीतप्रेख ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मँगवा सकते हैं। 

साधक-सघ 
देराके नर-नारियोका जीवनस्तर यथार्थरूपमे ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी 
है। इसमें भी सदस्यांको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। सद्स्योके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके 
१६ नियम हैं । प्रत्येक सदस्यको एक डायरी दी जाती है, जिसमें चे अपने नियमपालनका ब्योरा लिखते 
हैं। सभी कल्याणकामी ख्री-पुरुषोको खयं इसका सदस्य बनना चाहिये । और अपने बन्घु-बान्यवो, इष्ट- 
मित्रों एवं साथी-संगियांको भी प्रयत्न करके सदस्य बनाना चाहिये । नियमावली इस पतेपर पत्र लिखकर 
अँगवाइये- संयोजक “साधक-संघ”, पो० गीताम्रेस ( गोरखपुर ) । 


डक हचुमानम्रसाद पोहार-सम्पादक 'कल्याण' 


`” 











| उ ` मानवताके संरक्षक भगवान्‌ विष्णु 
कड. क्ष न्‌ विष्णु 





३» पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते || 


५. 









॥ | fA |, 4 येळ 
बा णक SO 
च lt 











लोभो छुण्टति चित्तवित्तमनिशं कामः पदाऽऽक्राम्यति क्रोधो5प्युद्वतघूमकेतुधवलो दन्दग्धि दिग्धोऽधिकम्‌ । 
> ९ (९) च ७ ७ ७ च 
खासाश्रत्य नराः शरण्य शरणं सम्प्राथयामो वयं मां मानवता समुद्धर == सम्पाथयामो वयं समां मानवता सदर | भाषो माधव ॥ 
~ रे संख्या १ 
वर्षे ३३ | गारखपुर) सार माघ २०१५, जनवरी १९५९, | १ 
पूर्ण संख्या ३८६ 
">>> >>. र्य 
>, ® 
मानवताक संरक्षक भगवान्‌ विष्णु 
( स्वयिता--पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री रामः ) 


Y जव अधमं उठ चढ़ा शीशपर, बढ़े असुर अभिमानी । Y 
| घटा धर्मका भाव धरापर, तापित संत अमानी ॥ ५ 
रै/ तब-तब नव अवतार ग्रहण कर तुमने दिया सहारा । स 
१ शोषित-पीड़ित मानवताको करके कृपा उबारा॥ . 
र” नरके नित्य सखा नारायण ! चक्र सुद्शनधारी । र 
रै देव ! तुम्हारे श्रीचरणोंमें है वन्दना हमारी ॥ 
र” . आशाओंके महल ढहे जब, मिटे सभी मनस्‌बे । 
महाप्रळयके क्षुब्ध सिन्धुमै तीन लोक थे डूबे ॥ 
४ तुमने ही तब अन्न-बीज, ओषधियाँ सभी बचायी । ig 
ढा मानवके उस आदिपुरुषकी नौका पार लगायी ॥ 
जगके पालनहार ! भारहर ! महामत्स्य अवतारी ! 
णु देव ! तुम्हारे श्रीचरणोंमे दै वन्दना हमारी ॥ 


मा० अं० १-- 





२ % मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका ४ 





न ...-.-.55555नककककककलललललसललललणमलललमाललस 
- कौमोदकी गदासे तुमने हिरण्याक्षको मारा । 


उठा रसातलसे वखुधाकों जलके ऊपर धारा ॥ | 
संकर्षेणकी शक्ति इसे दे मानवलोक वसाया । ष्ट 
मानवताको मिली सदा ही प्रभो ! तुम्हारी छाया ॥ , 
विमल यज्ञवाराह रूप घर वसुधाके उद्धारी ! 9 
देव ! तुम्हारे श्रीचरणोंमं है वन्दना हमारी ॥ हैः 
“हममे, तुममें, खब्ग-खंभमें व्यापक हरिकी सत्ता ।! र” 


LE 


:€४€&€€€&6&€€&€€66&6666&€:&6 6225 


यह कह भक्त रायने गायी प्रभुकी मान-महत्ता ॥ 
“कहाँ विष्णु ? कह देत्यराजने ज्यों तलवार उठायी । 
रंभ फाड़ तुम प्रकट इए त्यो, जनकी जान वचायी ॥ 
दैत्यविदारण ! दुःखनिवारण ! जय जसिंह वपुधारी ! 
देव ! तुम्हारे श्रीचरणौमै है वन्दना हमारी ॥ 





तुमने ही बन कमठ पीठपर मन्द्र-शैछ उठाया । 
क्षीरसित्चु मथ इस वसुधापर सुधा-कलश प्रकटाया ॥ 
दिखलातेसे अखिल भुवनमै व्यापक अपना आपा । 
पहले वामन, फिर विराट बन तीन लोकको नापा ॥ 
अपने शरणागत देवाँकी की तुमने रखवारी । 
देव ! तुम्हारे श्रीचरणोमें है वन्दना हमारी ॥ 


घन-मद्से उन्मत्त भूपद्ल हुआ ब्रह्महत्यारा । 
जनहित परशुराम बन कर तब उन सबको संहारा ॥ 
कर वरदान प्राप्त रावणने जब सब लोक रूलाये। 
धर कर रूप महामानवका तब तुम भूपर आये ॥ 
नर-वानरको बढ़ी महत्ता घटी निशाचर सत्ता | 
दशमुखने दे दिये दसा मुख, उडा लंकका लत्ता ॥ 
-जन-जनमे रम रहे राम ! तुम निखिल भुवन-भयहारी । 
देव ! तुम्हारे श्रीचरणोंमे है चम्दना हमारी ॥ 
` अत्याचार नुशंस कंसका था सीमासे झपर। 
असुरोसे पीड़ित मानवता सिसक रही थी भूपर ॥ 
सहसा रवि-से उदित हुए तुम, अखुरोंका तम भागा। 
मुरलीके खर-लयपर घर-घर प्रेमगीत था जागा ॥ 
समराङ्गणमै गीता गूँजी अर्जुनसखे ! तुम्हारी । 
कृष्ण ! तुम्हारे श्रीचरणोमे है वन्दना हमारी ॥ 


EERE 
_ 





ee 


कल्या 


ॐ सब प्राणियोमे एक ही भगवान है % ३ 


सब प्राणियोंमें एक ही भगवान्‌ हैं 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 


च 


ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
(गीता ६ । २९ ) 
सबमै समभावसे परमात्माको देखनेवाला योगयुक्तात्मा 
पुरुष आत्मामें सब चराचर भूतप्राणियोंको और समस्त भूत- 
प्राणियोंमें आत्माको देखता है । 
यो माँ पझ्यति सर्वत्र सवे च मयि पझ्यति । 
तस्याहं न प्रणऱ्यासि स च मे न प्रणझ्यति ॥ 
(गीता ६ । ३० ) 
जो मुझ ( भगवान्‌ ) को सर्वत्र देखता है और सबको 
मुझ ( भगवान्‌ ) में देखता है, में उससे कभी ओझल 
नहीं होता, वह मुझसे कभी ओझल नहीं होता | 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मथि वर्तते ॥ 
( गीता ६। ३१ ) 
इस प्रकार मेरे साथ एकत्वमें स्थित होकर जो समस्त 
भूतप्राणियोमे स्थित मुझक्रो भजता है, वह योगी सब कुछ 
करता हुआ भी मुझमें ही बर्तता है । 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । 
मयि सवंसिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
(गीता ७ । ७ ) 
धनंजय ! मुझसे अतिरिक्त किंचिन्मात्र भी दूसरी 
वस्तु नहीं है । सारा जगत्‌ सूतमै सूतकी मणियोंके समान 
मुझमें गुँथा हुआ है । 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमजुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
(गीता १०। ३९ ) 











£ 
1d 


न्ध्प 


न ! जो समस्त भूतप्राणियोंकी उत्पत्तिका कारण-- 


ही हूँ । चर-अचर कोई भी ऐसा भूतप्राणी 
। मुझसे रहित हो । ६ 


0 
प्यार 
|] 
RY a दत 
/ 0] 
ET 
452 
fy 


| 
rh 


दा 


७. 
समं सर्वेपु भूतेषु तिष्टन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनइ्यत्स्वविनञ्यन्तं यः पञ्यति स पञ्यति ॥ 


(गीता १३ । २७) 


इस प्रकार जो मनुष्य इन नाश होते हुए समस्त 
चराचर भूतप्राणियोंमें मुझ अविनाशी परमात्माको समभावसे 
स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है | 


समं पञ्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्सनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
(गीता १३ । २८ ) 
वह सबमै समभावसे स्थित परमेश्वरको समान देखता 
हुआ अपने द्वारा अपना नाश नहीं करता । अतएव वह 
परम गतिको प्राप्त होता है । 
खं वायुमग्निं सलिलं महीं च 
ज्योतींषि सत्वानि दिशो दुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शारीरं 
यत्‌ किं च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।३।४१) 


“यह आकाश, वायु, अग्नि, जळ, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत; 


. प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-यनस्पति, नदी, समुद्र-_सबःकेसब 


भगवानके शरीर हैं| सभी रूपौमें स्वयं भगवान्‌ प्रकट हैं| यों 
समझकर वह) जो कोई भी उसके सामने आ जाता 
है--चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी- उसै अनन्यभावसे 


भगवद्भावसे प्रणाम करता है । 


र —— RD 


| 
1 
| 





के: मानच वही जो सार्थं तज होता पथिक परमार्थका * 


प उड सन मनन 





| 
४ 
४ 
४ 
४ 
४ 
९) 
र! 
४ 
है 
४ 








जग-भूषण सच्चा मानव 


माता, पिता, देव, गुरु, गुरुजन, गो, द्विज, रुग्ण, आते, अति दीन-- 
पशु, पक्षी, तिर्यक्‌ प्राणी सब शुचि सुन्दर या अशुचि मलीन ॥ 
सेवा जो करता सबकी श्रद्धायुत। करता निर्भय दान। 
भगवद्भाव भरे अन्तरसे सुख पहुँचाता इश्वर जान॥ 
दुव्येवहार न करता कभी किसीसे, देता सबको मान। 
इन्ट्रियजयी, चित्त-जयकारी पर-धन जिसके धूल समान॥ 
रक्षा करता पर-हितकी नित, सदा बचाता पर-अधिकार । 
मङ्गल-कुशल बाटता सबको? मङ्गलरूप खयं साकार ॥ 
निज-सुख-चाञछा परित्याग कर पर-सुखको ही निज सुख मान। 
परःहिताथे कर सर्व-समर्पण. परम सुखी होता मतिमान॥ 
पतित, उपेक्षितः अपमानितको जो मनसे आदर देता। 
तन-मन-धन देकर’ बदलेमे उनका कष्ट-दुःख लेता॥ 
करता नित्य पड़ोसीका हित, निज सुख देकर दुख हरता। 
दुष्ट-सङ्खग कर त्याग सदा शुभ सङ्ग संत-जनका करता॥ 
वर्ण-जाति-कुल-ग्रह-कुटुम्ब--सबका विधिवत्‌ पालन करता। 
पर कर त्याग मोह-ममताकाः जीवनमै समता भरता॥ 
ब्राह्मण, श्वपच, श्वान, गो, गजमे सदा देखता ब्रह्म समान। 
करता सब व्यवहार सविधि, अनिवार्यं भेदको हितकर जान॥ 
रहता नित कतेव्यपरायण शास्त्रसंत-मतके अनुसार । 
होता कभी नहीं उच्छुछल, करता कभी न स्वेच्छाचार ॥ 
सब कुछ वैध उचित ही करता, करता नहीं कभी अभिमान। 
सबका एक परम फल “भगवत-प्रीति' चाहता अमल महान ॥ 
सर्वकाल जो चिन्तन करता प्रभुके पावन गुण-गण नाम। 
कर मन-बुद्धि समपेण जो प्रभु-पदमे करता प्रेम अकाम॥ 
ऐसे मानवसे रहता अति दूर सदा दुर्मते दानव। 
पेसा मानव ही . जग-भूषण” कहलाता “सच्चा मानव? ॥ 


$ मानवके आद्‌शं गुण % ५ 





महापुरुष-वन्दन 

ध्येयं सदा परिभवष्नमभीष्ठदोहं 

तीथोस्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यातिहं प्रणतपाळभवाब्धिपोतं 

वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्लितराज्यलक्ष्मी 

धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाद्रण्यम्‌ । 
मायास््गं दयितयेण्सितमन्वधावद्‌ 

वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० ११ | ५ । ३३-३४ ) 


“प्रभो ! आप शरणागतरक्षक हैं | आपके चरणारविन्द सदा-सर्वदा ध्यान करनेयोग्य, माया-मोहके कारण 
होनेवाले सांसारिक पराजयोंका अन्त कर देनेवाले तथा भक्तोंकी समस्त अभीष्ट वस्तुओंका दान करनेवाले 
कामधेनु-खरूप हैं । वे तीर्थोको भी तीर्थ बनानेवाले खयं परम तीर्थरूप हैं; शिव, ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता 
उनकी स्तुति करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरणमें आ जाय, उसे स्वीकार कर लेते हैं । सेवकोंकी 
समस्त आति और विपत्तिके नाशक तथा संसार-सागरसे पार जानेके लिये जहाज है । महापुरुष ! मैं आपके उन्हीं - 
चरणारविन्दोंकी बन्दना करता हूँ । 


“भगवन्‌ | आपके चरणकमलोंकी महिमा कौन कहे | रामावतारमें अपने पिता दशरथजीके वचनोंसे 
देवताओंके लिये भी वाञ्छनीय और दुस्त्यज राजलक्ष्मीको छोड़कर आपके चरण-कमछ वन-वन घूमते फिरे । 
सचमुच आप धर्मनिष्ठताकी सीमा हैं । और महापुरुत्र ! अपनी प्रेयसी सीताजीके चाहनेपर जान-बूझकर आपके 
चरण-कमल मायामृगके पीछे दौड़ते रहे | सचमुच आप प्रेमकी सीमा हैं । प्रभो ! मैं आपके उन्हीं चरणारविन्दोंकी 
वन्दना करता हूँ |? 

=D 0५०३ 


मानवके आदर्श गुण 
( वेष्णवके लक्षण ) 


प्रशान्तचित्ताः सवेषां सौम्याः कामजितेन्द्रियाः। 
कर्मणा मनसा वाचा परद्रोहमनिच्छवः ॥ 
द्याद्वमनसो नित्यं स्तेयहिसापराङ मुखाः । 


गुणेषु परकायेषु पक्षपातसुदान्विताः ॥ 
सदाचारावदाताश्च परोत्सवनिजोत्सवाः । हि 
पइ्यन्तः सवेभूतस्थं वासुदेवममत्सराः ॥ 


दीनानुकस्पिनो नित्यं श्रुशा परहितेषिणः । 





# मानव वही जो स्वाथे तज होता पथिक परमार्थका * 


TE SI HM 








विषयेष्वविवेकानां या प्रीतिरुपजायते ॥ 
वितन्वते तु तां प्रीति शतकोटिशुणां हरौ। 
नित्यकर्तव्यताबुद्ध्या यजन्तः शंकरादिकान्‌ ॥ 


विष्णुखरूपान्‌ ध्यायन्ति भक्त्या पितगणेष्वपि । 
विष्णोरच्यं न पञ्यन्ति विष्णुं नाव्यत्पृथग्गतम ॥ 
पार्थक्यं न च पार्थक्यं समष्टिव्यष्टिरूपिणः । 
जगन्नाथ तवास्मीति दासस्त्वं चास्मि नो पृथक्‌ ॥ 
अस्त्यामी यदा देवः सवेषां हृदि संस्थितः। 
सेव्यो वा सेवको वापि त्वत्तो नान्योऽस्ति कश्चन ॥ 
इति भावनया कृतावधानाः प्रणमन्तः सततं च कीर्तयन्तः । 


\ हरिमब्जजवन्द्यपादपद्मं प्रभजन्तस्तृणवञ्जगज्ञनेषु ॥ 


उपक्तिकुशाला जगत्खजस्त्रं परणकुशलानि निजानि मन्यमानाः । 
अपि परपरिभावने दयाद्रीः रिवमनसः खलु वेष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
हृषदि परधने च ोष्टखण्डे परवनितासु च कूठशाल्मलीघु। 
सखिरिपुसहजेषु बन्धुवगे सममतयः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः॥ 
शुणगणसुमुखाः परस्य मर्मच्छद्नपराः परिणामसौख्यदा हि। 
भगवति सततं प्रदृत्तचित्ताः प्रिययचसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
स्फुटम'घुरपदं हि कंसहन्तुः कलुषसुषं शुभनाम चामनन्तः। 
जयजयपरिघोषणां रटन्तः किसु विभवाः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः | 
हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता जडिमधियः सुखदुःखसास्यरूपाः । 
अपत्रितिचलुरा हरौ निजात्मन्नतवचसः खछु वैष्णवाः प्रसिद्धाः॥ 
विगलितमद्मानशुद्धचित्ताः प्रसभविनङ्यद हंङतिप्रशान्ताः । 
नरहरिममरा्तबन्धुमिष्ट्चा क्षपितशुचः खलु वेष्णवा जयन्ति॥ 


आउट | 
| स्कन्दपुराण) वे १० | १०१--११५, ११७) 


जिनका चित्त अत्यन्त शान्त है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी 
इन्द्रियाँपर विजय प्राप्त कर ळी है तथा जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी दूसरोसे द्रोह करनेकी इच्छा नहीं 
रखते, जिनका चित्त दयासे द्रवीभूत रहता है, जो चोरी और हिंसासे सदा ही मुख मोडे रहते हैं, सहुणोंके 





RRR ri RE SE 


ओ भानवके आदश गुण % | ७ 
णक््य्*्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य््स्स्स्य्य्य््स्स्््््स््् 
संग्रह तथा दूसरोंके कार्यसाधनमें जो प्रसन्नतापूवेक संलग्न रहते हैं, सदाचारसे जिनका जीवन सदा उच्ज्वल-- 
निष्कलङ्क बना रहता है, जो दूसरोंके उत्सवको अपना उत्सव मानते हैं, समस्त प्राणियोंके भीतर भगवान्‌ वासुदेव- 
को विराजमान देखकर कभी किसीसे ईर्ष्या-देष नहीं करते, दीनोंपर दया करना जिनका खभाव बन गया है और 
जो सदा परहितसाधनकी विशेष इच्छा रखते हैं | अव्रिवेकी मनुष्योंका विषयोंमें जैसा प्रेम होता है, उससे सौ करोड 
गुनी अधिक प्रीतिका विस्तार वे भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति करते हैं | नित्य कर्तव्यबुद्धिसे विष्णुखरूप शंकर आदिं 
देवताओंका भक्तिपूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं, पितरोंमें भी भगवान्‌ विष्णुकी ही बुद्धि रखते हैं, भगवान्‌ 
विष्णुसे भिन्न दूसरी किसी वस्तुको नहीं देखते और भगवान्‌ विष्णुको किसी दूसरी वस्तुसे प्रथक्‌ नहीं देखते । 
समष्टि और व्यष्टि सत्रको भगवान्‌का ही खरूप समझते हैं तथा भगवानको जगतूसे भिन्न तथा अभिन्न 


~ 


दोनों मानते हैं । “भगवान्‌ जगन्नाथ ! मै आपका दास हूँ; आपके खरूपमें भी मैं हूँ, आपसे प्रथक्‌ 
र 











कदापि नहीं हूँ | जब आप भगवान्‌ विष्णु अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदयमें विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा 
सेवक कोई मी आपसे भिन्न नहीं है |? इस भावनासे सदा सावधान रहक 
चरणारविन्दोंताले श्रीहरिको सदा प्रणाम करते, उनके नामोंका कीर्तन करते, उन्हीके भजनमें तत्पर रहते और 
संसारके लोगोंके समीप अपनेको तृणके समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण बर्ताव करले हैं | जगत्‌म सब लोगोंका 
उपकार करनेके लिये जो कुशळताका परिचय देते हैं, दूसरोंके कुशळ-क्षेमको अपना ही मानते हैं, दूसरोंका 
तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे द्रजीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मनमें कल्याणकी भावना रखते हैं, 
वे ही विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं | जो पत्थर, पर्न और मिट्रीके ढेलेमें; परायी खी और कूटशाल्मढी 


` 


नामक नरकम; भित्र, शत्रु, सगे भाइ तथा बन्धुवार्म समान बुद्धि रखनेवाळ हैं, वे हा निश्चतरूपसं विष्णुभक्तके 
नामसे प्रसिद्ध हैं । जो दूसरोंकी गुणराशिसे प्रसन्न होते और पराये मर्भको ढकनेका प्रयत्न करते हैं, परिणाममें 
सबको सुख देते हैं, भगवानमें सदा विशेषरूपसे मन लगाये रहते तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध 
हैं जो भगवान्‌ कंसारिके पापहारी झुभनाम-सम्परन्धी मधुर पदोंका जप करते और जय-जयकी घोपणाके साथ भगवन्नामों- 
का कीर्तन करते हैं, वे अकिंचन महात्मा वैष्णवके रूपें प्रसिद्व हैं | जिनका चित्त श्रीहरिके चरणारविन्दोमें 
निरन्तर लगा रहता है, जो प्रेमाधिक्यके कारण जडबुद्रि-सदृश बने रहते हैं, सुख और दुःख दोनों ही जिनके 
लिये समान है, जो भगवान्‌की पूजामें दक्ष हैं तथा अपने मन और विनययुक्त वाणीको भगवानूकी सेवामे 
समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं | मद और अहंकार गळ जानेके कारण जिनका अन्त:- 
करण अत्यन्त छुद्र हो गया है, अहंकारके क्रमशः नष्ट होनेके कारण जो परम शान्त रहते हैं तथा अमरोंके 
विश्वसनीय बन्धु भगवान्‌ नृसिंहा यजन करके जो शोकरहित हो गये हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्चपदको 
प्राप्त होते हैं | 


जीके द्वारा वन्दनीय युगल- 














———= SIDS 


| ओ मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 
MS सातत्य 
योगी मानवके साधन तथा लक्षण 


तद्‌ गेहं यत्र वसति तद्‌ भोज्यं येन जीवति ॥ 

येन निष्पाद्यते चार्थः खयं स्याद्‌ योगसिद्धये । 

तथाज्ञानसुपासीत योगी यत्कायंसाधकस्‌ ॥ 
| शानानां बहुता येयं योगविघ्नकरी हि सा। 
| | ड्द्‌ ज्ञेयमिद्‌ शेयमिति यस्तृषितङ्चरेत्‌ ॥ 
| अपि कल्पसहस्रायुनैंव शेयमवाप्लुयात्‌ । 
| त्यक्तसङ्घो जितक्रोधो लब्धाहारो जितेन्द्रियः ॥ 
| पिधाय बुद्धया द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ । 

आहारं सात्त्विक सेवेन्न तं येन विचेतनः ॥ 

स्याद्यं तं च भुञ्जानो सैरवस्य प्रियातिथिः । 

वाग्दण्डः . कमेद्ण्डइच मनोदण्डश्च ते त्रयः ॥ 
| यस्येते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी यतिः स्मृतः । 
। अनुरागं जनो याति परोक्षे गुणकीतेनम्‌ ॥ 
। न बिभ्यति च सत्वानि सिद्धेलंक्षणमुच्यते ॥ 

अलौल्यमारोग्यमनिष्ठुरत्वं ., ` गन्धः शुभो मूत्रपुरीषयोइच । 
| कान्तिः प्रसादः  खरसोम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिह्मम्‌॥ 
| समाहितो ब्रह्मपरो ऽप्रमादी शुचिस्तथेकाम्तरतिजितेन्द्रियः । 
| समाप्जुयाद्योगमिमं महामना विमुक्तिमाप्नोति ततइच योगतः ॥ 
कुं पवित्रं जननी कृताथ वसुंधरा भाग्यवती च तेन । 

| अबाह्यमागे सुखसिन्धुमग्नं लग्नं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
|| विशुद्बुद्धिः समलोष्टकाञ्चनः समस्तभूतेषु वसन्‌ समो हि यः। 
| स्थानं परं शाइवतमव्ययं च यतिहिं गत्वा न पुनः प्रजायते ॥ 
| ( स्कन्दपुराण मा० कौ० ५५ | १३०-१४१ ) 
| वही घर है, जहाँ निवास हो; वही भोजन है, जिससे जीवनकी रक्षा हो। जिससे प्रयोजन सिद्ध हो और जो 
| खयं ही योगसिद्विमें सहायक हो, वैसे ही ज्ञानकी मनुष्य उपासना करे | यही उसके लिये कार्य-साधक हो सकता है | 
| नाना प्रकारके ज्ञानका जो अधिक संग्रह है, वह योगकी साधनामें विष्नकारक ही होता है । जो ध्यह जानने योग्य 
है?) यह जानने योग्य है? यों सोचते. हुए बहुविध ज्ञानके लिये पिपासित हुआ फिरता है, वह एक हजार कल्योंकी 
आयु प्राप्त करके भी ज्ञेय वस्तुको नहीं प्राप्त कर सकता | आसक्ति छोड़कर, क्रोधको जीतकर, 
उसीको खाकर संतोष करते इए, जितेन्द्रिय हो और बुद्धिके द्वारा इच्दियद्वारोंको बंद कर 
सात्विक आहारका सेवन करे; ऐसे आहारका नहीं, जिससे उसका चित्त काबूके बाहर हो जाय |चित्तको बिगाडनेवाले 
आहारका सेवन करनेवाला मनुष्य रौर नरकका प्रिय अतिथि होता है | वाणी दण्ड (का साधन ) है, कर्म दण्ड है और | 
मन दण्ड है---ये तीनों दण्ड जिसके अधीन हैं, वह "त्रिदण्डी? यति माना गया है | जब सामने आया हुआ मनुष्य 
अनुरक्त हो जाय, परोक्षमें गुणोंका कीर्तन करने लगे और कोई भी जीव उससे भयभीत न हो, तब यह सब 
योगीके ल्यि सिद्धिसूचक लक्षण बताया जाता है | ठोट्पताका न होना, नीरोग रहना, निष्ठुरताका अभाव | 


अनायास जो कुछ मिल जाय 
रके मनको ध्यानमें लगाये । 





II 





क मानव-धर्मसे च्युत मानवका भीषण भविष्य # ९ 
म .--__ 12... 
होना, सुन्दर गन्ध प्रकट होना, मळ और मूत्रका कम हो जाना, शरीरमे कान्ति, मनमें प्रसन्नता तथा वाणीमें 
कोमछता---ये योगसिद्धिके प्रारम्भिक चिह हैं | जो एकाग्रचित्त, ब्रह्मचिन्तनपरायण, प्रमादशून्य, पवित्र, 
एकान्तप्रेमी और जितेन्द्रिय है, वह महामना योगी इस योगमें सिद्धि प्राप्त करता हे और उस योगके प्रभावसे 
मोक्षको प्राप्त हो जाता है | जिसका चित्त मोक्षमार्गमे आकर परज्रह्म परमात्मामें संठान हो सुखके अपार सिन्धुमें 
निमग्न हो गया है, उसका कुछ पवित्र हो गया, उसकी माता कृतार्थ हो गयी तथा उसे पाकर यह सारी 
पृथ्वी भी सोभाग्यवती हो गयी । जिसकी. बुद्धि अत्यन्त शुद्ध है, जो मिट्टीके ढेळे और सुवर्णमे समान 
भाव रखता है, समस्त प्राणियोमे समभावसे निवास करता है, वह यत्नशीळ साधक अपनी साधना पूर्ण 
करके उस सर्वेत्क सनातन एवं अविनाशी पदको प्रात्त होता है, जहाँ पहुँच जानेपर कोई भी मनुष्य 

















पुनः इस संसारमें जन्म नहीं लेता | 
—— RNID आयाला 
प ध्‌ QO [a ण विष 
पानब-धमस च्युत मानवका भीषण भविष्य 
एवं कुटुस्वं विभ्राण उद्रस्भर एव वा। 
विसज्येहोभयं प्रेत्य भुङ्क्ते तत्फलमीदशम्‌ ॥ 
एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं खकलेवरम । 
१०८ डे खे 
कुशलेतरपाथेयो भूतद्वोहेण यदू भृतम्‌ ॥ 
दैवेनासादितं तस्य॒ शमलं निरये पुमान्‌ । 
भुङ्क्ते कुढुम्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः ॥ 
केवळेन ह्यधमेण कुडुस्वभरणोल्लुकः । 
याति जीवोऽन्धतामिस्रं चरमं तमसः पदम्‌ ॥ 
अधस्तान्नरलोकस्य यावतीयोतनाद्यः । 
क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रावजेच्छुचिः ॥ 
( श्रीमद्धा० ३। ३० | ३०-३४ ) 
इस प्रकार ( अनेक कष्ट भोगकर ) अपने कुटुम्बका ही पालन करनेवाला अथवा केवळ अपना ही पेढ 
भरनेवाला पुरुष उन कुटुम्ब और शरीर--दोनोंको यहीं छोड़कर मरनेके बाद अपने किये हुए पामोंका ऐसा 
फल भोगता है । अपने इस शरीरको यहीं छोड़कर प्राणियोसे द्रोह करके एकत्रित किये हुए पापरूप पाथेयको 
साथ लेकर वह अकेला ही नरकमें जाता है । मनुष्य अपने कुठुम्बका पेट पालनेमें जो अन्याय करता है, 
उसका दैवविहित कुफल वह नरकमें जाकर भोगता है | उस समय वह ऐसा व्याकुळ होता है, मानो उसका सर्व 
छट गया हो | जो पुरुष निरी पापकी कमाईसे ही अपने परिवारका पालन करनेमें व्यस्त रहता है, वह 
अन्धतामिख नरकमें जाता है---जो नरकोंमें चरम सीमाका कष्टप्रद स्थान है । मनुष्य-जन्म ब्रिलनेके पूर्व जितनी 
भी यातनाएँ हैं तथा शूकर-कूकरादि निकृष्ट योनियोंके जितने कष्ट हैं, उन सबको क्रमसे भोगकर शुद्ध हो 


जानेपर वह फिर मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है | 
BO 


मा० अं० २-- 


१० २ भानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 





| नगर, देश ओर पृथ्वीका भूषण मानव 
कामः कोधश्च लोभश्च मोहो मद्यमदादयः । माया मात्खर्येपैशुन्यमविवेको ऽविचारणा ॥ 
अन्धकारो यहच्छा च चापल्यं लोलता चुप । अत्यायासो ऽप्यनायासः प्रमादों दोहसाहसम्‌ ॥ 
आलस्यं दीसूत्रत्वं परदारोपसेवनम्‌ । अत्याहारो निराहारः शोकश्चौयं न्रपोत्तम ॥ 
एतान्‌ दोषान्‌ गृहे नित्यं वर्जैयन्‌ यदि वर्तते । स नरो मण्डनं भूमेदेशस्य नगरस्य च ॥ 
श्रीमान्‌ विद्वान्‌ कुलीनोऽसौ स एव पुरुषोत्तमः । सर्वतीथोभिषेकश्च नित्यं तस्य पजायते ॥ 
| ( स्कन्दपुराण, प्रमासखण्ड ) 
| काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्यपान, मद आदि, कपट-छल, डाह, चुगळखोरी, अविवेक, विचारशून्यता, 
। तमोगुण, स्वेच्छाचार, चपळता, छोलुपता, ( भोगांके लिये ) अत्यधिक प्रयास, अकर्मण्यता, प्रमाद ( कर्तव्य-कर्म 
न करना और अकतेव्य करना ), दूसरोंके साथ द्रोह करनेमें आगे रहना, आलत्य, दीर्घसूत्रता, परस्रीसे अनुचित 
सम्बन्ध, बहुत अधिक खाना, कुछ भी न खाना, शोक, चोरी--इन दोणोंसे बचा रहकर जो अपना जीवन 
ब्रिताता है, वह मानव पृथ्वी, देश तया नगरका भूषग है । वही श्रीमान्‌, विद्वान्‌, कुळीन और मनुगयोमें सर्वोत्तम 
है । उसे नित्य ही सम्पूर्ण ती्थोमें स्नान करनेका फल मिलता है । 


| OA त 
| | माचवर्क [ठय त्याज्य दुगुण 
| ( अवैष्णवके लक्षण ) 
शुभचरितमपि द्विषन्ति पुंसां खयमिह दुश्चरितानुवन्धचित्ताः 
महदकुशलमप्यवाप्य सुस्था भगरसरसिका अव्वैष्णवास्तै 
परमखुखपदं हृदम्बुजस्थं क्षणमपि नानुषजन्ति मत्तभावाः 
वितथवचनजाळकेरजस्रं पिद्धति नाम हरेरवेष्णवास्ते 
पर्युवतिधनेषु नित्यळब्याः कृपणधियो निजकुक्षिभारपूर्णाः 
नियतपरमहत्त्वमन्यमाना नरपशवः खळ विष्णुभक्तिहीनाः ॥ 
अनवरतमनायसङ्करक्ताः परपरिभावकहिसकातिरोद्राः । 
नरहरिचरणस्मतौ विरक्ता नरमलिनाः खलु दूरतो हि वज्योः ॥ 
( स्कन्दपुराण) बैष्णवखण्ड-उत्कलखण्ड १० | १२०-१२३ ) 
जो मनुष्योंके शुभ आचरणोंसे भी द्वेष करते हैं और खयं अपने चित्तको दुराचारमें ही बाँचे रखते 
हैं, बड़े भारी अमङ्गळको पा करके भी निश्चिन्त रहते हैं और सदा ऐश्वर्य तथा वित्य-भोगके रसमें ही सुखका 
अनुभव करते हैं, वे वैष्णव नहीं है, वे तो बहुत ही निन्नश्रेगीके मनुष्य हैं । अपने हृदयरूपी कमळमें 
विराजमान परमानन्दमय श्रीहस्कि खरूपका जो क्षणभर भी चिन्तन नहीं करते, उन्मत्त भावसे बैठे रहते हैं 
और अपने झूठे वचनोंके जालसे भगवानूके नामको भी निरन्तर आच्छादित किये रहते है, वे भी भगवानके 
भक्त नहीं हैं । जिनके मनमें परायी खी और प्राये धनके लिये सदा लोम बना रहता है, जो कृपण बुद्धिवाले 
हैं और सदा अपना पेट मरनेमें ही अपनेको कृतकृत्य मानते हैं, वे नर-पश्ञ॒ विष्णु-मक्तिसे सर्वथा रहित हैं । जी निरन्तर 
दुष्ट पुरुषोंके साथ अनुराग रखते हैं, दूसरोंका तिरस्कार और हिंसा करते हैं, जिनका खभाव अत्यन्त भयंकर है 


तथा जो भगवान्‌ नसिंहके चरणोंके चिन्तनसे विरक्त रहते हैं, उन मलिन मनुष्योंको दूरसे ही त्याग देना चाहिये । 











कल्याण 





Md oi २ 4: कप 1 238525538588.. 


ड 
(3 
क F 
“र 
LS 
ड 
he 
i 
FE 
जे 


न 


३० 





* दस मानव-धमै % ११ 





हर्षि दधीचकी धृति 

“भगवन्‌ | स्वार्थीजन अपने स्वार्थके सम्मुख दसरेका 
कष्ट नहीं देख पाते । वृत्रासर आपकी अस्थियोसे बने 
वज्रसे मर सकता है और आपकी कृपाके विना" 2 
आगे बोला नहीं गया देवराजसे । उन्होंने छजासे मस्तक 
झुका लिया | 

खर्गपर असुरोंका आधिपत्य हो गया था । उनके 
नायक बृत्रासुरने देवताओंके सव अस्त्र-शस्त्र निगल लिये थे | 
अमरावतीके सदनोंमें और नन्दनकाननमें असुर क्रीड़ा कर 
रहें थे ऑर देवता गिरि-गुफाओंमें छिपते-भटकते फिर रहे 
1 । महार दधीचकी अस्थिसे बने बज्रसे वृत्र मर सकता 
है; किंतु उन तपोधनपर आघात तो वृत्र-वधसे अधिक 
ज याचना करने आया था महर्षिसे। 


७47 





“शरीर तो एक दिन जायगा ही । वह किसीका उपकार 
करते जाय, यह प्राणीका परम सौमाग्य !” महर्षि दधीचका 
लोकोत्तर धैर्य । समाधिमें स्थित होकर देहत्याग किया 
उन्होंने । अपने देहकी अस्थियोंका उनका दान--मानवताने 
जो महत्तम पुरुष दिये, उनमें भी महानतम महर्षि दधीच । 
धन्य दधीचकी धृति | 

महर्षि वसिष्ठकी क्षमा 

“कितनी निर्मल चन्द्रिका है !? देवी अरुन्धतीने रात्रिके 
एकान्तर्मेः उन्मुक्त गगनके नीचे ज्योत्स्नास्नात अपने आराध्य 
महर्षि वसिष्ठसे उनके वामपारवमै बैठकर सहजभावसे कहा | 

“यह चन्द्रिका इसी प्रकार दिशाओंको उज्ज्वल कर रही 
है, जैसे आजकल विश्वामित्रका तप लोकोंको समुज्ज्वल कर 
रहा है !? महर्षिने सोछास कहा । 

सभाका शिष्टाचार नहीं, समूहमै दिखावेकी प्रशंसा नहीं, 
एकान्तमै पत्नीसे कहा गया यह वाक्य--हृदयका वास्तविक 
उद्गार | और विश्वामित्र कौन ! वसिष्ठके परम शत्रु-महर्षिके 
सौ पुत्रोंकी हत्या करा देनेवाले | किसी भी प्रकार वसिष्ठको 
क्लेश देनेको नित्य उद्रत | वसिष्ठके पराभवके ल्यि ही जिनकी 
तपस्या थी । 

उस दिन, उस समय भी विश्वामित्र वहीं थे । सशस्त्र 
वसिष्ठको मार देनेको उद्यत, अवसरकी प्रतीक्षामें झाड्याँमै 





SY क 


[नव-धर्म 


धृति; क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं 


धर्मलक्षणम्‌ ॥ 





विपरक्षीके 
अपराधकी पूर्ण विस्मरति और उसके गुणका ग्रहण= 
शस्त्र फेंककर महर्षिके पदोपर गिर गये विश्वामित्र तो क्या 
आश्चर्यकी वात थी | यह है क्षमा | 

अर्जुनका दम . 

“जैसे कुन्तीदेवी मेरी माता हैं, जैसे इन्द्राणी शची मेरी 
माता हैं, बेसे ही कुरुकुलकी जननी आप भी मेरी माता हैं! 
आप अपने इस पुत्रपर प्रसन्न हों |? एकान्तमें रात्रिके 
समय) स्वर्गकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी अप्सरा उर्वशी कामातुर 
आयी थी; देवराज इन्द्रके आदेशसे आयी थी और जितना 
शङ्कार सम्भव था--भली प्रकार सजकर आयी थी | 

मध्यम पाण्डव अर्जुनका लोकोत्तर मनोनिग्रह-- 
उर्वशीका रूप, उसकी आतुर अनुनयःविनय--व्यर्थ और 
व्यर्थ उसका शाप ! दम (मनके संयम) और सदाचारके ब्रतीको 
कोई शाप दे- आशीर्वाद बनकर रहना होगा उसे । अर्जुनके 
लिये सहायक बना वह शाप | 

लिखित ऋषिका अस्तेय 

बड़े भाई शंखके उपवनसे एक फलमात्र खा लिया था। 
बड़े भाईका उपवन--अनुमति आवश्यक है, ध्यान नहीं 
रहा; किंतु बड़े भाई कहते हँ यह कर्म चोरीकी परिभाष्रामे 
आयेगा-याप है तो प्रायश्चित्त भी होना ही चाहिये । 

“तुम मर्यांदाका पालन करानेवाले हो-उसे बदळनेवाले 
नहीं । मर्यादाके निर्माता हम हैं--हम जानते हैं कि उचित 

है !! लिखितने डॉट दिया नरेशको | वे चोरीका दण्ड 
लेने आये- नरेश क्यों कहता है किं वह क्षमा कर सकता 


है। चोरीका दण्ड- विवश नरेशको उनके हाथ कटवा 


देने पड़े । 


“में दण्ड ले आया ! दोनों हाथ कट गये; किंतु ुखपर 
उल्लास कि निष्पाप हो गये | महातापस अग्रजका प्रभाव पीछे 
हाथ दे दे--यह भिन्न बात है । दूसरे दिन तर्षण करते 


समय ज्याँ-के-त्यो हाथ आ गये ! [4 
देवमाता अदितिका शौच | 
पवित्रताके प्रतीक हैं देवताः ms की माता हैँ जो, 








उनका शौच- उनकी पवित्रताका वर्णन वाणी केसे करेगी 








उनकी आराधना--परमपुरुषकी आराधनामें नित्य सलमा हैं 

वे | वे परमपुरुष मी उनको वामनरूपमें माँ बनानेको 

उत्कण्ठित हुए- शौँचाचारका अपार माहात्म्य । 
अद्रोहकका इन्द्रिय-निग्रह 

“मैं अपनी शय्यापर ही इन्हें शयन कराऊँगा । इनकी 
रक्षा--इन लोकोत्तर सुन्दरीकी रक्षा लोकाचारके विपरीत 
व्यवहारके बिना मुझे दीखती नहीं । आपको यह स्वीकार 
हो तो इन्हें यहाँ रखें |? अद्रोहककी यह बात स्वीकार कर 
ली राजकुमारने । उन्हें प्रवासमे जाना था । परम धार्मिक 
अद्रोहकको छोड़कर उनकी अत्यन्त रूपवती पत्नीकी रक्षा 
करनेवाला दूसरा कोई उन्हें दीखता नहीं था । 

(मित्र! मैने जो कुछ किया था--लोकापवादने उसे 
व्यर्थ कर दिया । मैं उस छोकापवादको नष्ट कर दूँगा ।? 
छः महीनेपर जब राजकुमार लौटे--उनकी पत्नीके सम्बन्धमें 
जितने मुख, उतनी बातें । अद्रोहकके यहाँ बे पहुँचे तो 
आँगनमै काष्ठचिता सजी मिली । 

“पीठकी ओर तुम्हारी स्त्रीको करके, अपनी पत्नीकी 
ओर मुख करके में सदा एक शय्यापर सोया हूँ । तुम्हारी 
स्रीके स्तन भी मेरी पीठमें जब स्पर्श किये हैं--मुझे माताके 
स्तनका बोध हुआ है । यदि मेरा भाव सदा शुद्ध रहा है तो 
अग्निदेव मेरे ल्यि शीतल रहें |” प्रज्वलित चितामें प्रवेश 
किया अद्वोहकने--ऐसे इन्द्रियनिग्नही लोकोत्तर महापुरुषके 
रोर्मोक्रे मी स्पर्शकी शक्ति अभिदेवमे कहाँ हो सकती है । 
अद्रोहकका वस्त्रतक नहीं जला । अद्रोहकपर दोष लगानेवालों- 
के मुँहपर कोढ़ हो गया | 

महाराज जनककी वुद्धि 

सच्ची धी जो सत्‌-असत्‌का ठीक-ठीक निर्णय कर ले । 
जो असतूर्मे भूलकर भी प्रव्ृत्त न हो और सदा सतूके ही 
सम्मुख रहे । इस प्रकारकी सच्ची बुद्धिके प्रतीक महाराज 
जनक--वे नित्य अनासक्त; ज्ञानियोंके भी गुरु मिथिला- 
नरेश । धीकी असफलता है देहासक्ति--वह धन्य तो हुई 
महाराज विदेहमें | 

महर्षि कृष्णद्वपायन व्यासकी विद्या 

“्यासोच्छिष्टमिदं जगत्‌ ।! यह सारा विश्व--विश्वकी 
सम्पूर्ण विद्या व्यासजीकी जूँठन दै । अर्थ, धर्म, काम) मोक्षका 
सम्पूर्ण वर्णन किया उन्होंने । वेदोंका विभाजन, पुराणोंका 
प्रणयन- पञ्चम वेद मद्दाभारतका निर्माण । वहीं घोषणा 


१२ ओ मानव वही जो सार्थं तज होता पथिक परसार्थका & 
` ०००००००० = Me 


स स्स्स: 
कर सकते थे--“जों यहाँ है बही सर्वत्र है। जो हँ 
( सहाभारतमें ) नहीं, वह और कहीं नहीं |? 

धर्म एवं न्यायपूर्वक अर्जित अर्थ, उस अर्थसे धर्मविहित 
कामका सेवन तथा दानादि धर्माचरण; धर्मका आचरण मी 
अर्थ या कामकी प्रातिके लिये नहीं--सोशक्षके लिये--यही 
आदर्श विद्या है । वह तो अविद्या है, जो मनुष्यको अधर्मकी 
ओर, भोगकी ओर प्रदत्त करती है । विद्याके परमाचार्य-- 
विश्वके वास्तविक गुरु हैं भगवान्‌ व्यास | जगतूको विद्याका 
आलोक देनेके लिये ही तो श्रीहरिने यह अवतार धारण 
किया है । 


४१ /ग[? 





महाराज हरिथन्द्रका सत्य 
राज्य गया, धन गया, वैभव गया । अयोध्याकी 
महारानीको बेचना पड़ा) वे दासी बनीं और स्वयं बिकना 
पड़ा--खयं चाण्डालके हाथों बिककर इमदानका चौकीदार 
बनना पड़ा--इतनेपर भी सीमा नहीं । इकलौता पुत्र-- 
अपनी परम सती पत्नी उस पुत्रकी लाग लिये क्रन्दन करती 
सम्सुख-श्मशानका कर लिये बिना हरिश्चन्द्र अपने. पुत्रका 
शव फूँकनेकी अनुमति दे नहीं सकते । हरिश्वन्द्रका सत्य-- 
सत्य ही परमेश्वर है यह महात्मा गांधीने इस युगमें कहा; 
किंतु हरिश्वन्द्रके सत्यने त्रेतामे परमेश्वरको विवश किया था 
इमशानमें प्रकट होनेके ल्यि | 
भगवान्‌ नारायणका अक्रोध 
“मन्मथ | देवाङ्गनाओ | वायुदेव; ऋतुराज | आप सबका 
स्वागत ! आप सब इस आश्रममें आ गये हैं तो कृपाकर 
हमारा आतिथ्य ग्रहण करें |? प्रसन्न सस्मित श्रीमुख भगवान्‌ 
नारायण । क्षोमकी रेखातक नहीं भालपर | कामदेव तथा 
उसके सहचरोंकों आश्वासन मिला, अन्यथा, उनके तो 
प्राण ही सूख गये थे--यदि ये क्रोध करें--भगवान्‌ रुद्रका 
कोप स्मरण आ गया मदनको । 
देवराज इन्द्र नित्य शङ्काल हैं तपस्वियोंके तपसे । उनका 
आदेश-अळकनन्दाका दिव्य उपकूल वसन्त श्रीसे झूस 
उठा था । मल्यमारुत, कोकिलकी काकली, अप्सराओंके 
नृत्यसंगीत तथा उनकी उन्मद्‌ क्रीड़ा-- मदनके विश्वजयी 
पञ्चसर व्यर्थ हो गये और काम पराजित हो गया । पराजित 
काम भये कपा; किंतु पराजित था बहाँ उसका छोटा भाई 


क्रोध भी | आदिऋषि भगवान्‌ नारायण मुस्कराते स्वागत 
कर रहे थे । 


~ ABE 


iat i IEE SC SRE 


ee sts १ MON शी कक 


बे कल्याण > १ ३ 


न्च्च्च्य्य्व्््ज्ज््ज्््््स्ल्स््््च््््नल्लनल्च्च्स्च्््च्च्च्स्स्स्च्ल्च्पि:रर:टडिटद अमन RQ 
थणिपशशशशशशशएएएरशरशशरशरशइटॅफॅपिटशटसस>>>रससस-->->---->< 











कल्याण 
( मानव-कल्याणका खरूप तथा उसके साधन ) 


याद रक्खो--मानव-शरीर वित्रयमोगके लिये नहीं 
मिला है | इन्द्रियोंके भोग तो सभी योनियोंमें प्राप्त 
होते हैं । यहाँ भी प्रारब्धानुसार प्राप्त होंगे ही | मानव- 
जीवनका तो एकमात्र उद्देश्य है--भगवत्प्रा्ति | इसीको 
ज्ञान) मोक्ष, निर्वाण, आत्मसाक्षात्कार या मुक्ति भी 
कहते हैं । प्रेमी-भक्त मानव-जीवनका चरम और परम 
उद्देश्य भगवत्प्रेमकी प्राप्ति बतलाते हैं | बात एक ही 
है । दोनोंमें ही विषयभोगोंसे तथा सांसारिक प्राणी- 
पदार्थांसे आसक्ति-ममता हटानी पड़ती है । दोनोंमें ही 
कामना तथा अहंकारको मिटाना पड़ता है | वित्रया- 
सक्त मनुष्य न भगवानको प्राप्त होता है, न भगवत््रेम- 
को | मानव जब भगवत्प्राप्ति या भगवत्प्रेम-प्राप्तिको ही 
अपने जीवनका एकमात्र उद्देश्य मानकर उसीके 
लिये प्रयत्न करनेका निश्चय करता है, तभी उसमें 
यथार्थ मानवताका सूत्रपात या प्रारम्भ होता है । नहीं 
तो, वह मानव-शरीरमें या तो पशु है या असुर । 
आहार, निद्रा, भय, वैर, मेथुनकी ओर झुका हुआ मानव 
“पञुता?से युक्त है और भोगवासनाओंमें प्रमत्त मानव 
दानवता? या आसुरी सम्पदासे ! 

याद्‌ रक्खो- (१ )जो केवळ भोजनकी चिन्तामें लगा 
हुआ भोजनके लिये प्रयत्नशील रहता है । रोटीको ही 
सबसे मोटी वस्तु जानकर, रोटीको ही जीवनका एकमात्र 
ध्येय मानकर- उसीकी प्रातिके लिये येन-केन-प्रकारेण 
उद्योगमें लगा रहता है--हिंसासे मिले, चाहे अहिंसासे। 


(२) जो ख्री या पुरुष मानव केवल यौन-सम्बन्धको 


परम सुख जानकर पशुकी भाँति किसी भी लौकिक 


सम्बन्धका कोई विधि-निषेध न मानकर विविधरूपसे 


आठ प्रकारके मैथुनोंमें जीवनको लगाये रखता हे | 
( ३ ) रोटी और खी-पुरुष-मिलनमें किसी प्रकार बाधा 


न आ जाय, मिली हुई रोठी और खरी-पुरुष मिलन 
चला न जाय, इस भयसे जो सदा भयभीत रहता है । 
( ४ ) इनमें बाधा देनेवालेके साथ जो लड़ने लगता 
है तथा परम आत्मीयको भी शत्रु मान लेता है | 
और ( ५ ) पेट भरकर, ख्री-पुरुषके यौन-सम्बन्धका 
सुख प्राप्त कर, बाधा देनेवालोंसे छड़-भिड़कर--जो 
सो जानेमें ही जीवनका सुख प्राप्त करता है, ऐसा 
मनुष्य मानव-शरीरधारी होनेपर भी मानव नहीं है; 
क्योंकि भगवत्प्राप्तिकी इच्छा- जहाँसे मानवताका प्रारम्भ 
होता है, उसमें जाग्रत्‌ ही नहीं हुईं | कई बातोंमें 
तो वह पशुसे भी गया-बीता है | पशुका आहार-भोग 
आदि नियमित होता है, उसकी विचारशक्ति तथा 
सामर्थ्य-शक्ति भी सीमित होती है, इससे उसकी पश्चुता- 
का भी विशेष विकास नहीं होता | सिंह, बाघ, हाथी, कुत्ता, 
भेड़िया, गाय, मैंस, बकरी आदि पशु अपने शरीरोचित 
जितनी और जैसी चेष्टा कर सकते हैं, उतनी ही करते 
हैं; पर मनुष्य जब अपनी बुद्धिको तथा प्राप्त ज्ञानको 
पशुताकी वृद्धिमें लगाता है, तब तो वह इतना घोर 
पझु बनता जाता है, जो पञ्जु-जगत्‌के लिये सम्भव ही 
नहीं है । इसीसे मानव-पझु पशुजातिके पश्ुकी अपेक्षा 
कहीं अधिक निम्नश्रेणीका होता है । पशु उससे उन्नत 
रह जाते हैं ओर वह नीची गतिमें चला जाता है | 
याद रक्खो--भगवानूको जीवनकी परम गति न 
मानकर जो केवळ भोगोंके प्राप्त करने और उन्हे 
भोगनेमें ही जीवनकी इतिकर्तव्यता मानता है, कामो- 
पभोग ही जिसके जीवनका सिद्धान्त है--वह असुर है। 
वह असुर-मानव दम्भ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर 
वचन तथा अज्ञानको अपनी सम्पत्ति माने रहता है | 
यथार्थमें कौन-सा कर्म करना चाहिये, कौन-सा नहीं 





१४ 


* मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


०००० काकी 





करना चाहिये, इसको वह जानता ही नहीं; इसलिये 
उसके जीवनमै न तो बाहर-भीतरकी शुद्धि रहती है, 
न श्रेष्ठ आचरण रहते है और न सत्यका व्यवहार या 
दर्शन ही | वह मानता है- संसारका कोई न तो 
बनानेवाला है, न कोई आधार है, प्रकृतिके द्वारा 
अपने आप ही यह उत्पन्न हो जाता है । खी-पुरुषोंका 
संयोग ही इसमें प्रधान हेतु है । अतएव संसारमें 
भोग भोगना ही जीवनका सार-सर्वस् है । इस प्रकार 
मानकर वह असुर-मानव अपने मानव-भावको खो देता 
है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दूसरेका बुरा 
करनेमें ही वह अपना सार्थ समझता है, ऐसा कोई 
उग्न- क्रूर कर्म नहीं, जो वह नहीं कर सकता हो, 
दूसरे चूल्हे-भाड़में जाय, उसका खार्थ सिद्ध होना चाहिये । 
बह सदा मान तथा मदसे भरा ही रहता है । 
उसकी विपरयकामना कभी पूरी होती ही नहीं, परंतु 
कामनाओंकी पूर्तिके लिये वह मिथ्या मतवादोंको ग्रहण 
करके भ्रष्ठाचारमै प्रवृत्त हो जाता है | किंतु 'कामोप- 
भोग? ही जीवनका सार सिद्धान्त है, इस मान्यताके 
कारण वह्‌ मरनेके अन्तिम श्वासतक अनन्त-अनन्त 
चिन्ता-ज्वाळाओंसे जळता रहता है | जन, धन, परिस्थिति, 
प्राणी आदिकी सैकडों-सैकडों आशाकी इढ़ 
फॉसियोंसे जकड़ा हुआ वह असुर-मानव काम- 
भोगके लिये अन्यायपूर्वेक अर्थसंग्रहमें लगा रहता है। 
रात-दिन यही सोचता रहता है, आज इतना 
मिल गया, अब प्रयत्न करके और भी पा दूँगा | इतना 
घन तो मेरै पास हो गया, उसके पास मुझसे अधिक 
है, में ऐसे उपाय करूँगा कि जिससे उससे भी अधिक 
घन-सम्पन्न हो जाऊँगा । आज यह अधिकार मिला, 
इस कुसीपर बैठा, कल इससे भी ऊँचा अधिकार प्राप्त 
करूँगा, पर अमुक-असुक व्यक्ति मेरे मार्गमे बाधक हैं, 
घे सदा सर्वदा मेरे विरोधमें ही ठगे रहते हैं । इन 
झरे विपक्षी वैरियोंके रहते मेरा काम नहीं बनेगा | 








८ 
~ OC ७०७ विहि 
अतएव मुझे इन मागके काँटोंकी हटाना ही पड़ेगा । ऐसे 
कुछ काँटोंको तो हटा दिया गया हे । 


> 


उनको भी हटाना है । 








जो बच्चे है 


पर यह मेरे लिये कौन-सा कठिन कार्य है | 
हाथमें सत्ता है ! ईश्वर क्या होता हे | मैं ही 
ईश्वर हूँ, मैं ही ऐश्वर्यका भोगनेवाला हूँ, सारी सिद्धियेँ 


9 
मेरे करतळगत हैं | मेरा अतुळ बढ हे कसबी 
शक्ति है जो मेरे सामने आकर टिक सके। सा 
भोग-सुख मैं भोग रहा हूँ । कितनी सम्पत्तिका खाग 
हूँ । मैं जनताका नेता हूँ । देश मेरे ही इशारे 
नाचता है और नाचेगा । मैं बड़े-बड़े काम करूँगा 
मेरा नाम इतिहासमै अमर रहेगा---इस प्रकार वह असुर 
मानव मोह-जालके अंदर मनोरथोंके चक्रमें भटकता 
रहता है और मनोरथ-सिद्धिके लिये दिन-रात ऐसे 
अमानवीय कार्य करता रहता है, जिनके कारण यहाँ 
दिनरात जळता है । महलोंमें रहता, आरामकुसियोगर 
बैठता, मखमली गद्दोपर सोता, वायुयानोंमें उड़ता तथा 
हुकूमत करता हुआ भी रात-दिन महान्‌ मानस संतापः 
से संतप्त रहता है और अपनी अमानवी करततोंके 
फलखरूप घोर अपवित्र नरकोंमें गिरनेको बाध्य होता 
है» । अहंकार, बलाभिमान, घमंड, काम, क्रोध और 


न्य 7222 


८८ 








# प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विङुरासुराः | 

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु बिद्यते ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ || 
एता होध्सवष्टम्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः | 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूर्‌ दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्‌ गहीस्वासद्याहान्‌ प्रवर्तन्तेज्ञचित्रता: ॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रल्यान्तामुपाश्रिता; | 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ | 
आशापाशसतैरबद्धा; कासक्रोधपरायणाः। | 
| 


ईहन्ते कामभो गाथेमन्यायेनार्थसञ्जयान्‌ ॥ 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | 





- -----*< -. TE 


दै कल्याण % १५ 





सबके अन्तरमें नित्य विराजित श्रीभगवानूसे द्वेष---ये 
ही उसके जीवनके सहज खभाव बन जाते हैं । अतः 
भगवान्‌ भी उस नराधमको बार-बार कुत्ते, सुअर, गदहे, 
नरक-कीट आदिकी आसुरी योनियोंमें और भीषण नरकोंमें 
डालते रहते हैं; उसके अनर्थमय कर्मोका यही अनिवार्य 
फल होता है । 

नरकके तीन प्रधान साधन हैं---काम, क्रोध और 
लोभ | ये आत्माका नाश--पतन करनेवाले, जीवको 
अधोगतिमें ले जानेवाले हैं# | ये ही आसुरी सम्पदाके 
प्रधान योद्धा हैं | इनमें काम मोहिनी आसुरी शक्ति है; 
लोभ आसुरी है और क्रोध राक्षसी है । काम--परम 
सुन्दरी खी (या आकर्षक मनोहर पुरुष ) बनकर, 
लोभ--धन-दौलत, मान-प्रतिष्ठा, मील-मकान, अधिकार- 


„पद आदिका खाँग धरकर और क्रोध अपनी क्रूर 





आकृति धारण कर मानव-जीबनको जकड लेते 
है टु बन्धनमें बाँध लेते हैं और दिन-रात 


उसे अधिक-से-अधिक अपनी ओर खींचते रहते हैं । 
तथा उनकी ओर खिंचे रहने--उनसे अभिभूत रहनेमें 
ही वह अपना परम लाभ--जीवनकी सिद्वि--सफलता 
समझता है । भगवानूकी कृपा तथा सत्सङ्गके फल्खरूप 
उसे जब कमी अपनी दुर्दशाका अनुभव होता है, तब 
वह भगवान्‌की ओर मुड़ना चाहता है तथा भगवान्‌- 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 

असौ मया हतः गात्रं निष्ये चापरानपि | 

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धो$ईं बलवान सुखी ॥ 

आढ्योऽमिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सटशो मया | 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 

. अर्नक्राचर्तावभ्रान्ता मोहजाळसमाञ्चताः । 


प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेड्शुचों ॥ 
(गीता १६ | ७-१६ ) 
कै त्रिविघं नरकस्येदं द्वारं नादानमात्मनः । 


कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतस्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
(गीता १६ । २१ ) 











से प्राथना करता है । उस अवस्थामै भी ये तीनों 
प्रबळ खळ दुरदोन्त शत्रु उसका पीछा छोड़ना नहीं 
चाहते | पर यदि वह आर्त होकर सच्चे हृदयसे 
प्राथना करता और इनसे छूटना चाहता है तो भगवान्‌ 
कृपा करके उसके इस नरक-बन्धनको काट देते हैं । 
परंतु जबतक वह कामोपभोगको ही परम पुरुषार्थ 
मानता है, तवतक उसकी मानवता प्रकट ही नहीं 
होती--यही असुर-मानवका सरूप है» | 

याद रक्खो-- प्रकृति स्वाभाविक अधोगामिनी है | 
सत्त्वगुणसम्पन्न पुरुष भी यदि सावधानीके साथ 
आगे बढ़नेका--गुणातीत अवस्थामै पहुँचनेका प्रयत्न 
नहीं करता है तो सहज ही उसका सखगुण क्रमशः 
रजोमुखी, फिर रजोगुण तमोसुखी होकर घोर तमसाच्छन्न 
हो जाता है | इसलिये सदा सावधानीके साथ प्रकृति- 
को ऊँचा उठानेका प्रयत्न करते रहना चाहिये । 
जगतूमें सभी क्षेत्रोंमें पि जरा-सी 





फिसलाइट है, 
असावधानीसे मनुष्य फिसळकर नीचे गिर सकता है । 
फिर आसुरी शक्ति तो मनुष्यको सदा विभिन्न प्रकारके 
प्रलोभन तथा भय दिखळाकर अपनी ओर खांचती ही 
रहती है । आसुरी शक्तिका सबसे पहला काम होता 
ईश्वर तथा धमेसे विश्वास उठाकर 'प्रकृतिमें विश्वास? 
करा देना । यही पतनका प्रथम लक्षण है । इसके 
होते ही क्षुद्र “स्व? आ जाता है । और फिर सार्थ, 
हिंसा, असत्य, व्यभिचार, संग्रह-प्रबृत्ति, विलासिता, 
अहंकार, मद, अघिकारलिम्सा, विषमता, भोगपरायणता, 
द्वेष, युद्ध आदि दुर्गुण, दुर्भाव और दुराचार जीबनमें व्याप्त 
हो जाते हैं । असुरभावापन्न मानव बड़ी ठुभाई दष्टिसे 
इनकी ओर देखता है और पतित हो जाता है | कहीं 
सौमाग्यसे सत्पुरुषका शुभ संग मिळता है तो उससे 
उसकी इन दुर्गुण, दुर्भाव. और दुराचारोंके विरोधी 
सद्गुण, सद्भाव और सदाचारोंकी ओर प्रबृत्ति होती है । 
# मुखप्रष्ठका बहुरंगा चित्र देखिये | 


माया 
० त 


| 


| 
|} 





र्द 








सत्पुरुष उसे इधरसे हटाकर ईश्वरमें विशवास, परार्थभाव, 
अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सादगी, सेवा- 
भाव, विनय, कत्तंव्यशीलता, समता, त्याग और प्रेमकी 
ओर प्रब्ृ्त करना चाहता है--वह हाथ पकड़कर 
उसके जीवनको इधर घुमाता है | तब किसी महान्‌ 
आदशेकी ओर आकृष्ट होकर उसके जीवनकी गति 
इधर होती है । उपर्युक्त दुर्गुण, दुर्भाव और दुराचारों- 
का परिणाम होता है दु:ख और विनाश--आत्माका 
घोर पतन । एवं उपर्युक्त सद्गुण, सद्भाव और सदाचारोंका 
फल होता है शाश्वती शान्ति, आस्यन्तिक आनन्द 
और नित्य आत्म--सचिदानन्द्धन जीवनकी प्राप्ति । 
इधर मुड़कर--आध्यात्मिक साधनामें प्रवृत्त होकर 
आत्म-जीवन प्राप्त करनेवाला ही “मानव” है । इस 


साधनामें प्रवृत्ति ही 'मानवताका आरम्भ? है और इस 
जीवनमें स्थिति ही 'सची मानवता? है--मानवके 
मानव-जीवनकी सफलता है» । 


याद खखो-- सच्ची मानवताको प्राप्त मानव समस्त 
प्राणियोंके साथ वैसा ही बर्ताव करता है, जैसे हम 
अपने शरीरके सब अङ्गोके साथ करते हैं । हाथ-पैर, 
नाक-कान, मुख-आँख आदिके भेदसे हमारे शारीरके 
अङ्गामें बड़ा भेद है--उनके आकार'प्रकारमें भी तथा उनके 
कायोंमें भी | कोई यदि चाहे कि उनका आकारःप्रकार 
एक-सा बना दे या उनके सबके काम एक-से बना 
दे तो यह कभी सम्भव नहीं है । न उनका आकार- 
प्रकार बदला जा सकता है, न उनके कार्य एक-से 
_ =+ देखिये मुखपष्टका दुरंगा चित्र) जिसमे एक ओर 
महात्मा गाँधी तथा दूसरी ओर प्रकृतिःविश्वासी 
व्यक्तिकी मूर्ति अङ्कित है । इस चित्रका यह भाव नहीं 
है कि प्रकृतिविश्वासीका जो प्रतीक दिया गया है, उस वेशका 
कोई ईश्वर-विश्वासी या आध्यात्मिक गुणोंसे सम्पन्न पुरुष हो 
ही नहीं सकता । न यही अभिप्राय है कि महात्मा गाँधीजीके 
अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वरःविश्वासी या इन दैवी गुणोंसे 
सम्पन्न नहीं है । इनसे भी ऊँचे महापुरुष हो सकते हैं । 


* मानच वही जो साथे तज होता पथिक परमार्थका +६ 


TTT 


~ जा कते x 
बनाये जा सकते हैं 
स्थानोंमें ही परिवर्तन किया जा सकता है । इतना 


रूपभेद, क्रियाभेद और स्थानभेद होनेपर भी स्य. 


आत्मभावना एक है, सम है और वह सहज अखण्ड 


है | इसलिये सबके दुःखमें एक-सा दुःख, सबके सुख्मे ' 


एक-सा सुख, सबके ढुःखनिवारणकी एक-सी चेष्टा, 
सबके सुख-सम्पादनकी एक-सी चेष्टा, सबके सम्भावित 
दुःखको न आने देनेका एक-सा प्रयत्न और सबके 
सम्भावित सुखके शीघ्र प्राप्त करनेका एक-सा प्रय्न 
होता है | जितनी आवश्यकता और प्रीति मस्तिष्कमे 
है, उतनी ही चरणोंमें है | जितना निजख मुखमें है, 
उतना ही नीचेके अङ्गोंमें है । एक अङ्गके विपद्ग्रस्त 
होनेपर सारे अङ्ग स्वाभाविक ही उसकी विपत्तिको 
हटानेमें ळग जाते हैं और एक अङ्गके द्वारा दूसरे अङ्गपर 
सहज आघात छग जानेपर भी आघात करनेवाले अङ्गको 
दण्ड नहीं दिया जाता । दाँतसे जीभ कट जानेपर 
कोई भी दाँतोंको दण्ड नहीं देता; क्योंकि दाँत और 
जीभ दोनोमें ही समान आस्ममाव--सुतरां समान प्रेम- 


भाव है । जैसे शरीरके सभी अङ्गोंकी समान रूपसे | 


पुष्टि-तुष्टि अभीष्ट होती है, वैसे ही समस्त चराचर 
प्राणिमात्रकी पुष्टि-तुष्टि 
चाहिये । जैसे शरीरके किसी एक अङ्गका पोप्रण 


ञ्‌ जे ञ्ञ | 
र न उनके ऊपर-नीचेक्षे 


समानरूपसे अभीष्ट होनी _ 


किया जाय और दूसरोकी अवहेलना की जाय तो वह | 


जैसे अनर्थका कारण होता है, ऐसे ही किसी एक 


मानव-समाजका, किसी एक देश, जाति या व्यक्तिका . 
पोषण किया जाय--उसीकी उन्नति की जाय, शेप्रकी : 


अवहेलना हो तो उससे भी बड़ा अनर्थ होता है । 
सच्ची मानवताको प्राप्त मानवके द्वारा ऐसा अनर्थ नहीं 
हो सकता; क्योंकि उसका मानवमें ही नहीं, प्राणि- 
सात्रम आत्ममाव- खुतराँ प्रेमभाव नित्य अक्षुण्ण 
बना है | 


याद रक्खो- ऐसा मानव विवेकको खोकर व्यवहारम 


ॐ कल्याण 


गण + १७ 


= 








समता नहीं लाना चाहता । हाथका काम पेरसे, 
सुखका काम गुदासे, मस्तिष्कका काम पेटसे अथवा 
जीमका काम कानसे लेनेकी इच्छा करना घोर 
अवित्रेक या मूखता है | लिया तो जा सकता ही नहीं, 
पागळपन या मूढ़ताका विस्तार अवश्य हो जाता है । 
पर व्यवहारको विषमता, क्रिया तथा उपयोगके भेदसे 
आत्मामें कोई भेद नहीं आता; प्रेममें कोई भेद नहीं 
आ सकता | 

याद रक्खो--आत्मा जो हाथीमें है, वही चीटींमें 
है, वही कुत्तेमें है, वही गायमें हे, वही ब्राह्मणे है, वही 
चाण्डालमें है, वही पुरुषमें है और वही ख्ीमें है | परमात्मा, 
ब्रह्म अथवा आत्मा--कुछ भी नाम रक्खा जाय, सबमैं 
निर्दोष तथा समभावसे सदा स्थित है; परंतु व्यवहारमें 
भेद अनिवार्य है । त्रिशाळ हाथीका आकार बहुत बड़ा 
है और नन्हीं-सी चींटीका बहुत ही छोटा | हाथी और 
गायका आहार घास-पात-अन्न और कुत्तेका मांस भी । 
हाथीके आहारका परिमाण विशाळ, इतना विशाळ कि 
उसके एक समयके आहारके भारसे करोड़ों चींटियाँ 
दबकर मर जायें, कुत्ते और गायको भी बड़ी चोट 
लगे | और क्षुद्र चीटीका आहार अत्यन्त अल्प | 
हाथीपर राजा-महाराजा सवार होकर गौर-लाभ करें, 
गायपर सवारी करनेमें पापकी भीति रहे और कहीं 
कुत्तेकी सवारी करनेको कह दिया जाय तो घोर अपमान- 
का बोध हो--और कुत्तेकी सवारी सम्भव भी नहीं | 
गायका दूध सबको अत्यन्त प्रिय और पुष्टिकर, पर 
कुतियाका दूध किसीको प्रिय नहीं । गो-दुग्धके बद्लेमे 
किसीको कुतियाका दूध पीनेकी बात कहकर देखा 
जाय, उसको कितना अप्रिय ळगेगा | हाथीकी बड़ी 
कीमत, चींटी बेचारीकी कोई कीमत नहीं, कहीं आ 
जाय तो निकालकर दूर फेंकनेका सहज प्रयत्न । विद्या- 
विनय-सम्पन्न ब्राह्मण सनातन शास्त्रानुसार सबका पूज्य और 
चाण्डालमें पूज्यताका अभाव । ब्राह्मणमें सहज सात्विक 


मा अ० ३--- 





भाव तथा चाण्डाल्में सहज तामसिक भाव | इस 
प्रकार जिनके आकार-प्रकार, आहार, उपयोग, मूल्य, 
सम्मान, उपकारिता आगिमै इतना और ऐसा भेद कि 
जो कभी कहीं मिटाया ही नहीं जा सकता; परंतु आत्म- 
भावमें सब सर्वत्र समान | जो आत्मा हाथीमें, वही 
चींटीमें, वही ब्राह्मगमें, वही चाण्डालमें, वही गोमें 
और बही कुत्तेमें | 

याद रक्खो--इसी प्रकार देश, जाति या व्यक्ति- 
विशेषमें बाह्य भेद है | इन भेदोंको कभी नहीं मिटाया 
जा सकता । सबके शरीरका गठन एक-सा नहीं, सबका 
रूप एक-सा नहीं, सबका खभाव एक-सा नहीं, सबकी 
बुद्धि एक-सी नहीं, सबमें समान प्रज्ञाका प्रकाश नहीं, 
सबकी प्रतिभा एक-सी नहीं, सबमें शासनपठुता एक-सी 
नहीं, सबकी रुचि एक-सी नहीं, सबकी पाचनशक्ति 
एक-सी नहीं--इस अवस्थामें सब बातोंमें सर्वत्र सम 
व्यवहारकी सम्भावना निरा पागलपन है । सृष्टिकी उत्ति 
ही तब होती है, जब प्रकृतिमें विमता आ जाती है 
और जवतक सृष्टि है, तबतक विपमताका रहना सर्वथा 
अनिवार्य है । प्रक्रति, स्वभाव, व्यवहार आदिकी इस 
अनिवार्य, विषमतामें भी जो समता देखता है, व्यवहार- 
भेद होनेपर भी जिसके मनमें राग-देष या मोह-घृगाका 
अभाव है; देश, जाति, व्यक्ति, योनि आदि तमाम 
भेदोंको जो एक ही शरीरके विभिन्न अङ्गों तथा अत्रयवोंके 
भेदोंकी भाँति मानकर सबके सुखमै सुखी तथा सबके 
दुःखरमे दुखी होकर यथायोग्य तथा यथासाध्य अपने 
निजके दुःख-निवारणकी भाँति ही दूसरोंका ठु: ख-निवारण 
तथा अपने निजके सुख-सम्पादनकी भाँति ही दूसरोंका 
सुख सम्पादन करता है---वही मानव है | 

याद रक्खो--मानव-नामधारी प्राणी जब अनेक 
नाम-रूपोंमें अभिव्यक्त प्राणियोंको एक आत्मभावसे न 
देखकर प॒थकप्रथक देखता है, तब अपने और पराये 
सुख-दुःखको भी प्रथकप्रथक मानता है | इससे वह 





१८ 











कै मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 





अपने ढुःख-निवारण तथा अपने सुख-सम्पादनके लिये 
सचेष्ट और सक्रिय होता है और यह व्यष्टिसुखसंचयकी 
इच्छा तथा प्रयत्न दूसरोंके सुखहरण और घोर 
दुःखोत्यादनका कारण बनता है । जितना-जितना 
मानत्रका “ख” संकुचित होता है, उतना-उतना ही 
उसका स्वार्थ भी संकुचित होता है तथा जितना-जितना 
“स्व? विस्तृत होता जाता है, उतना-उतना ही खार्थ भी 
महान्‌ होता जाता है | संकुचित खार्थ -एक स्थळपर 
एकत्र पडे जळकी भाँति सड़ जाता है, उसमें ठुःखरूपी 
कीड़े पड़ जाते हैं और विस्तृत खार्थ प्रवाहित जल- 
धाराकी भाँति पवित्र कीटाणुरहित नीरोग होकर सबको 
खास्थ्य-सुख प्रदान करता है | जब मानवका “स्व? 
अत्यन्त विस्तृत होकर प्रािमात्रमें फेल जाता है, तब उसे 
सत्र एकात्मभात्रके दर्शन होते हैं और तत्र व्यवहारादिमें 
भेद रहते इए भी उसके समस्त कार्य देहके विभिन्न 
अत्रयवोंका समान हित करने तथा सबको समान सुखी 
करनेवाले शारीरधारीकी भाँति--प्राणिमात्रके लिये हितकर 
तथा सुखोद्यादक हो जाते हैं | अखिल विश्व-ब्रह्माण्डका 
सुख और हित ही उसका सुख और हित बन जाता है। 
याद ख्खो- संसारमै जो भय, संदेह, उपद्रव, 
अशान्ति, दुःख, कैश आदिका उद्धव तथा विस्तार होता 
है, इसमें प्रधान कारण इस “सख? का-“मैं?का संकोच ही 
है. | एक शरीर और नासे जकड़ा हुआ "मैं? दूसरोंके 
लिये भयानक भय और दु:खोंकी सृष्टि करता रहता है और 
यह दुःख-परम्परा संकुचित “सख? के साथ सुदूर काळ- 
तक चलती रहती है । मानव-ारीर ही इसीलिये दिया 
गया है कि वह सब प्राणियोंको अपने आत्मामें समझे 
और अपने आत्माको सब प्राणियोमें देखे तथा इस 
एकात्मज्ञानके साथ “आत्मौपम्य* व्यवहार करके सुख- 
शान्ति देता तथा प्राप्त करता हुआ अन्तमें भगवानको 
प्राप्त हो जाय | इस प्रकार जगतूके ळघु-विशाळ समस्त 
प्राणियोंमें आत्मानुभूति करके सबको सुख पहुँचानेकी 


~ 
सहज चेष्टा करनेवाला मानव “ज्ञानी मानव? है । उसकी 
मानवता यथार्थ तथा धन्य है | 

याद रक्खो--मानवताके मङ्गलमय खरूपकी एक 
बडी सुन्दर दूसरी अनुभूति है | इस अनुभूतिमें मानव 
सभी प्राणियोंमें अपने परम इष्टदेव, अपने परमाराध्य 
श्रीमगवानूके दर्शन करता है तथा इस दिसे 
प्राणिमात्रको सदा-सर्वदा परम पूज्य, परम सम्मान्य, 
परम आदरणीय तथा नित्य सेत्रनीय मानता है । वह 
अपनेको अनन्य सेवक और प्राणिमात्रको अपने खामी 
श्रीभगवानूका स्वरूप समझकर सदा सबके नमस्कार, 
पूजन तथा सेवामें लगा रहता है । सबके सामने सदा 
नत रहकर अत्यन्त विनय-विनम्रताका व्यवहार करता 
है, सबका सम्मान-सत्कार करता है और अपने सब 
कुछको भगवान्‌की सम्पत्ति मानकर सर्वके द्वारा 
उनकी सेवा करता रहता है | इस सेवा-खीकारको 
वह उनकी कृपा मानता है । सेवा-बुद्धि प्रदान करने, 
सेवामें निमित्त बनाने तथा सेवा खीकार करनेमें 
भगवान्‌की कृपाको ही कारण समझकर वह सदा-सर्वदा 
कृतज्ञ हृदयसे श्रीभगवान्‌का स्मरण-चिन्तन करता 
रहता है । उसके पवित्र तथा मधुर अन्तःकरणमें सदा 
निर्मळ समर्पणकी पवित्र मधुर सुधा-धारा बहती रहती 
है | वह केवळ चेतन प्राणीमें ही अपने भगवानको 
नहीं देखता, जड प्राणियोंमें भी वह अपने भगवानूके 
नित्य दर्शन करके प्रणाम, पूजन तथा समर्पण आदिके 
द्वारा उनकी सेवा करता रहता है । ऐसा मानव 'भक्त- 
मानव? है । इसकी मानवता सर्वथा आदर्श तथा 
महान्‌ है । 

याद रक्खो- -व्यवहारमें भेद न रखना मूर्खता या 
पद्युता है | व्यवहारमें भेद रखे बिना जगतका चक्र चळ 
ही नहीं सकता | माता और पत्नी दोनों ख्ली-जाति हैं । 
दोनोंके अङ्गअवयव एक-से है, परंतु मनुष्य दोनोंमें भेद 
मानेगा ही | वरं इस भेदका मनपर विलक्षण प्रभाव होता 


TREN, 


* कल्याण १: 0 १०, 


>>> 111111 न 





है । माताको देखकर मनमें कुछ और ही भाव आते 
हैं ओर पत्नीको देखकर कुछ और ही | आत्माके नाते 
परस्पर भेद समझना और किसीसे घृणा करना “आसुर- 
भाव? है और अज्ञान है | किसी भी प्राणीपर क्रोध 
करना 'राक्षसपनः है । 

याद रक्खो--मानवको सब कार्य यथाधिकार 
यथाविधि सुचारु रूपसे करने चाहिये । कार्यमें कहीं 
त्रुटि न हो, जो कार्य जहाँ जैसा करना विधेय हो, 
वैसा ही सम्यक्‌ प्रकारसे करना चाहिये; परंतु करना 
चाहिये आसक्ति न रखकर जगन्मङ्गलके लिये, अथवा 
भगवानूकी प्रसन्नता या प्रीतिके लिये | कर्म साङ्गोपाङ्ग 
हो, परंतु कहीं ममता-आसक्ति न रहे । जैसे नाटकमें 
नाव्यमञ्चपर अभिनेता अपने खाँगके अनुसार विधिवत्‌ 
अभिनय करता है । जहाँ जिस रसकी अभिव्यक्ति आवश्यक 
है, वहाँ वह उसीकी अवतारणा करता है | रोनेकी जगह 
रोता है, हँसनेकी जगह हँसता है | दर्शक-समुदाय 
उसके सफल अभिनयसे प्रभावित होकर रोने-हँसने लगते 
हैं; परंतु वह रोता-हँसता हुआ भी वस्तुतः न रोता है, न 
हसता है | वह तो केवळ अभिनय करता है और 
करता है उस अभिनयके द्वारा नाटकके खामीको प्रसन्न 
करनेके लिये | नाव्यमञ्चपर वह किसीका खामी बनता 
है, किसीकी पत्नी बनता है, किसीका नौकर बनता है, 
किसीका मालिक बनता है, किसीका पुत्र बनता है, 
किसीका पिता बनता है और ठीक उसीके अनुरूप 
सम्बोधन करता है, व्यवहार-बर्ताव करता है । बहुमूल्य 
राजपोशाक तथा आभूषणादि पहनकर राजाका अभिनय 
करता है और फटा चिथड़ा लपेटकर फकीरका । परंतु 
वह जानता है कि मैं न तो यहाँके किसी सम्बन्धसे 
किसीके साथ सम्बन्धित हूँ, न पोशाक-गहने ही मेरे 
हैं तथा न मैं राजा या फकीर ही हूँ । इसी प्रकार 
मानव अपने कमक्षेत्रमें नाटकके अभिनेताकी भाँति 
कहीं भी ममता-आसक्ति किये बिना अपने कर्तव्यकर्मका 





सुचारु रूपसे पाठन करता रहे और उसमें लक्ष्य हो-- 
मिगवान्‌की प्रसन्नता? | इस प्रकार जीवन बितानेवाला 
मानव न तो कभी अशान्ति और दुःख भोगता है, 
न उसे चिन्ताग्रस्त रहना पड़ता है, न उसके द्वारा 
अपना या किसी भी दूसरेका कभी अहित ही होता 
है एवं न उसे कर्मबन्धन ही मिल्ता है | उसके द्वारा 
खाभाविक ही जगत्‌-मङ्गलदायक कार्य होते रहते हैं । 
जैसे अमृतसे किसीकी मृत्यु नहीं होती, वैसे ही उसके 
कर्मसे किसी भी प्राणीका अहित नहीं होता | उसका 
संसारमै जन्म लेना और रहना केवळ सहज लोक- 
कल्याणके लिये ही होता है; परंतु वह अभिमानपूर्वक 
लोक-कल्याणके लिये प्रवृत्त नहीं होता । उसका 
स्वरूप ही होता है---लोक-कल्याण । जैसे सूर्यदेवता-- 
वे प्रकाश देनेके लिये उदय नहीं होते, उनका खरूप 
ही प्रकाश है | अत: उनके उदय होते ही अपने-आप 
प्रकाशका सर्वत्र विस्तार हो जाता है, वैसे ही उस 
“ठोकनकल्याणरूप मानव'के द्वारा सहज ही महान्‌ 
लोक-कल्याण होता रहता है । 

याद रक्खो--भगवान्‌ जब समस्त प्राणियोंमें सदा 
वर्तमान हैं, तब सबकी पूजा, सबको सुख पहुँचाना ही 
भगवानूकी पूजा है । जो लोग भगवानूकी पूजा करना 
चाहते हैं और सर्वग्राणियोंमें सदा स्थित परमात्माकी 
मोहवश॒ उपेक्षा करते हैं, उनसे द्रोह करते हैं, 
उनके द्वारा बड़े विधि-विधान तथा प्रचुर सामग्रियोंसे की 
हुई पूजासे वस्तुतः भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते । जो 
मानव समस्त प्राणियांमें आत्मारूपसे वतमान भगवानका 
द्रोह करता है, वह वास्तवमै भगवानसे ही द्रोह करता 
है । इसलिये वही मानव बुद्धिमान्‌ तथा अपना हित 
करनेवाला है, जो समस्त प्राणियोके हित तथा सुखका 
आचरण करके भगवानूकी पूजा करता है । पूजाके 
लिये अपना कम ही प्रधान है, भाव भगवत्यूजाका होना 
चाहिये । यही ख-कर्मके द्वारा भगवानूका पूजन है । 





Xo 


* मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


8 9 8 1 9 91 91 9 जिल जिलिलजजिजिलिलिजिलिलि 





याद रक्खो--पाप बही है, जिससे परिणाममें अपना 
तथा दूसरोका अहित हो और पुण्य वही है, जिससे 
परिगाममे अपना तथा दूसरोंका हित हो । पाप-पुण्यकी 
इस परिभापाके अनुसार यह निश्चय करना चाहिये कि 
जिससे दूसरोंका अहित होता होगा, उससे कभी अपना 
हित होगा ही नहीं और जिससे दूसरोंका हित होता 
है, उससे अपना हित निश्चय ही होगा । अतएव 
सदा-सत्रेदा पर-हितमें ही अपना यथार्थ हित समझकर 
उसीमें प्रवृत्त रहना चाहिये | 





याद रक्खो--सन्रसे श्रेष्ठ मानव? वह है, जो पराथको 
ही अपना सार्थ मानकर अपनी हानि करके भी दूसरेको 
लाभ पहुँचाता है | उससे नीचा वह है, जो अपनी 
हानि न करके दूसरेका लाभ करता है | तीसरा वह 
है, जो अपना लाभ हो तो दूसरेका लाभ करता है, 
केवल दूसरेके लाभपर ध्यान नहीं देता | चौथा वह है, 
जो केवळ अपना लाम ही देखता है, दूसरेके बाबत 
कुछ नहीं सोचता | पाँचवाँ वह है, जो अपने लामके 
लिये दूसरेकी हानि करनेमें नहीं हिचकता | छठा वह 
है, जो अपना लाभ न होनेपर भी दूसरेको नुकसान 
पहुँचाना चाहता है और सातवाँ वह है, जो अपनी 
हानि करके भी दूसरेकी हानि करता है । यह सबसे 
“निकृष्ट मानव? है । ऐसे मानवोंकी संख्या जब बढ़ने 
ळगती है, तब सब ओर दानवता छा जाती है । 
मानव मानवका शत्रु हो जाता है. तथा एक दूसरेसे 
लड़कर सभी विनाशके मुखमै जाने लगते हैं । 
याद्‌ रकखो--मानवके पाळनके लिये भगवान्‌ देवर्षि 
नारदने तीस सामान्य धर्म बतलाये हैँ-- सत्य, दया,तपस्या, 
शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका विचार, मनका 
संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, 
खाध्याय, सरलता, संतोष; समदर्शिता, महापुरुत्रोंकी 
सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंसे निवृत्ति, मौन, आत्म- 
` चिन्तन, प्रागियोंमें अन्न आदिका उचित विभाजन, 








प 
सब जीवोंमें अपने आत्मा या इष्टदेवकी भावना, संतोषे 
परम आश्रय भगवानूके नाम-गुण-छीला आदिका श्रवण, 
कीतंन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा, नमस्कार, उनके 
प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण । ये तीस प्रकारके 
आचरण 'मानवमात्रके लिये परम घम? हैं, इनके पाळनसे | 
सर्वात्मा भगवान्‌ संतुष्ट होते हैं# । 

याद रक्खो---संसारमें अर्थ और अधिकारके पीछे 
पागल न होकर त्याग और कर्तव्यका आचरण करनेवाले 
मनुष्योंमे ही मानवताका प्रकाश होता है तथा 
मानवताका प्रकाश होनेपर ही यथार्थतः त्याग और 
कर्तब्यका आचरण होता है | जो लोग अर्थके पीछे 
पागल होते हैं, वे अपनेको तथा संसारको महान्‌ हानि 
पहुँचाते हैं । आजका भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरवाजारी, 
मिलावट आदि सब भीषण अर्थपिपासाके ही परिणाम 
हैं । घोर अर्थलिप्सा मानवमें घोर राक्षसी भाव पैदा कर 
देती हे---एक अर्थसे पंद्रह अनर्थ उत्पन्न होते है--चोरी, 
हिंसा, मिथ्याभाषण, दम्भ, काम, क्रोध, गव, अहङ्कार, 
भेदबुद्वि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लम्पटता, जूआ और 
शराब | इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको 
चाहिये कि यथार्थ खार्थ एवं परमार्थके विरोधी 
इस “अर्थ! नामधारी “अनर्थका दूरसे ही त्याग कर दे । 
अर्थात्‌ धनमें आसक्ति रखे ही नहीं | अर्थलोळुपरतामें भाई- 

& श्रीनारदजी राजा युधिष्ठिरस कहते हैं-- 

सत्यं दया तपः शोचं तितिक्षेक्षा शमो दम; । 

अहिंसा ब्रह्मचर्ये च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥ 

संतोषः समदृक्‌ सेवा ग्राम्येहोपरमः राने: । | 

नागा विपर्ययेहेक्षा मौनमात्सविमर्शनम्‌ ॥ | 

अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाईतः । | 

तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव || | 

दह कीर्तन चास्य स्मरणं महतां गतेः । | 

सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्‌ ॥ | 

टृणामयं परो धर्मः सर्वेप्रां समुदाहृतः । | 

त्रिश्छक्षणवान्‌ राजन्‌ सर्वात्मा येन ठष्यति ॥ 

( श्रीमद्भा० ७। ११ । ८-१२ ) 





नः कल्याण हे २१ 





बन्धु, खी-पुत्र, माता-पिता, सगे-सम्बन्धी--जो स्नेह- 
बन्धनसे बँधकर बिल्कुल एक इए रहते हैं, उनके मन 
भी इतने फट जाते हैं कि एक-एक कौड़ीके लिये 
वे परस्पर शत्रु बन जाते हैं । थोड़े-से धनके लिये क्षुब्ध 
और क्रुद्ध होकर सारे सौहाद-सम्बन्धको छोड़ देते हैं 
और सहसा प्राण लेनेपर उतारू हो जाते हैं । 
देवताओंके भी प्रार्थनीय मानव-जन्मको और ब्राह्मणत्वको 
पाकर जो धनके लिये उसका अनादर करते हैं, वे 
अपने परमार्थरूप सच्चे खार्थका नाश करके अशुभ 
गतिको प्राप्त होते हैं । मानत्र शरीर है मोक्ष तथा 
खर्गका द्वार, इसको पाकर भी अनर्थोके धाम इस धनमें 
जो आसक्त रहता है, वह कमी बुद्विमान्‌ नहीं है * 
इसलिये अर्थलिप्सा न रखकर न्यायसे अर्थोपार्जन 
करके उसके द्वारा अपने आश्रित कुटुम्बकी तथा बच 
रहे तो समस्त प्राणिजगतूकी सेवा करनी चाहिये । 
मनुष्यका वस्तुतः उतने ही धनपर अधिकार है, जितनेसे 
उसका पेट भरे--जीवन-निर्वाह हो, इससे अधिकपर 
जो अपना अविकार मानता है, वह तो चोर है और 
उसे दण्ड मिळना चाहिये । 
४४ स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मद 
भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च॥ 
एते पञ्चदशानर्था ह्र्थमूला मता दृणाम्‌ । 
तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽथौ दूरतस्त्यजेत्‌ || 
भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा | 
एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽस्यः कृताः ॥ 
अर्थेनास्पीयसा ह्येते संरब्धा दीक्तमन्यवः । 
त्यजन्त्याझु स्प्रधो घ्नन्ति सहसोत्सुज्य सौहृदम्‌ || 
लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थ्यं मानुषं तद्‌ द्विजाग्र्यताम्‌ | 
तदनाहत्य यें स्वाथे घ्नन्ति यान्त्यश्टुभां गतिम्‌ ॥ 
स्वर्गापवर्गयोद्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान्‌। 
द्रविणे कोञ्नुषजेत मत्योऽनर्थस्यय धामनि ॥ 
( श्रीमङ्गा० ११ । २३ । १८-२३ ) 
#यावद्‌ भ्रियेत जठरं तावत्‌ सत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 
( श्रीमङ्भा० ७। १४ । «८ ) 














इसी प्रकार अधिकार-लिप्सा भी मनुष्यजीवनको अनर्थ- 
मय बना देती है | आज अधिकार और पदप्राप्तिके लिये 
मानव क्या-क्या नहीं कर रहा है । अपने मुखसे 
अपनी मिथ्या अनर्गल प्रशंसा, दूसरेमें मिथ्या दोप्रोंका 
आरोप करके उसकी परोक्ष और अपरोक्षमें निन्दा, 
परस्पर दळबंदी करके, एक दूसरेको पदच्युत करके 
स्वय॑पदारूढ होनेका प्रय; छल, बल, कौशल, 
उत्कोच आदिके द्वारा प्रतिपक्षको हराकर विजय प्राप्त 
करनेकी अवैध चेष्टा, तदनन्तर जीवनभर वैर-विरोधका 
पोषण । ( चुनावका इसका ज्वलन्त प्रमाण है ) यह 
मानवताका पतन नहीं तो और क्या है ? 

याद रक्खो- यहाँ जो मानव परस्पर वैर-विरोध 
रखते हैं, सदा मानस-हिंसाका पोषण करते हैं, प्रतिशोधकी 
भावना रखते हैं, वे यहाँ तो मृत्युके शेष क्षणतक अशान्ति) 
भय तथा त्रैरकी अग्निमै जळते ही हैं, मरनेके बाद भी 
संस्काखश उनके वैसे ही भाव रहते हैं. और प्रेतादि 
लोकोमे भी वे तदनुसार आचरण करते इए दिन-रात 
संतप्त रहते हैं । अतएव मानवको चाहिये कि वह किसी 
भी प्राणीसे द्वेष या वैरमाव न रक्खे। खयं अपरिग्रही 
होकर वस्तुओंका यथायोग्य वितरण कर दे। सबसे प्रेम 
तथा सेवा करे, वह प्रेम तथा सेवा भी मगवत्सेवाके भावसे, 
ममत्वसे नहीं । इसीमें मानवकी “मानवताका विकास है? 
और इसीमें 'मानवका कल्याण? है । 

याद रक्स्वो--मनुष्यको जो सुख-ठुःखरूप भोग 
प्राप्त होते हैं, उनमें उसके पूर्वजन्मक्ृत कर्म ही 
कारण हैं । उन फलदानोन्मुख कर्माका नाम प्रारब्ध 
है) इस प्रारब्धका निर्माण जन्मसे पहले ही हो चुकता है 
और तदनुसार अच्छे-बुरे फल-भोग प्राप्त होते हैं । 
दूसरा कोई भी किसीको सुख-दुःख नहीं दे सकता । 
वह तो केवल निमित्त बनता है | सौ यदि वह 
भलाईमें निमित्त बनता है तो वह पुण्य कर्म करता 
है और बुराईमें निमित्त बनता है तो पाप कर्म । उसके 
लिये ये नये कर्म होते हैं । पर भोगनेवालेको तो 





२२ 


उसके अपने पुराने किये हुए कर्मोंका ही फल मिळता 

है | अतएव यदि दूसरा कोई किसी मनुष्यके दुःखमें 
निमित्त बनता है तो उसपर जरा भी क्रोध या क्षोभ 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि उसने तो भूलसे बुराईमें 
निमित्त बनकर अपना ही बुरा किया है | यह निश्चय 
रखना चाहिये कि तुम्हें बुरा फल तुम्हारे कर्मसे ही 
मिळता है; दूसरा कोई तुम्हारा बुरा कर ही नहीं सकता, 
इसलिये तुम किंसीपर भी क्रोध न करो, न प्रतिशोधकी 
भावना करो । परंतु तुम किसीका कभी बुरा मत करो, 
चाहो ही मत; क्योंकि उसका बुरा तो उसके कर्मा- 
नुसार होना होगा, तो ही होगा, परंतु तुम्हारा बुरा तो 
दूसरेका बुरा चाहते ही हो जायगा | 


याद रक्खो--भगबान्‌ या परमात्मा एक है सत्य 
दो नहीं होते । भगवानूको प्राप्त करनेके साधन अनेक 
हैं---वहाँतक पहुँचनेके मार्ग अनेक हैं | सबके लिये मार्ग 
कभी एक हो नहीं सकता | काशी एक है पर काशी 
आनेवाले अपनी-अपनी दिशासे अपने-अपने विभिन्न 
मार्गसे आते हैं | जो ढोग सर्व-धर्म-समन्वयके नामपर 
साधन या मार्गको एक बनाना चाहते हैं, बे भूलते 
हैं | साधन एक नहीं हो सकता, साध्य एक हो 
सकता है | अतएव अनादिकाळसे नित्य रहनेवाले 
सनातनधर्मके अतिरिक्त वह तो मानवमात्रका प्रम- 
धर्म है---जितने भी सिद्ध महापुरुषोके द्वारा प्रवर्तित धर्म 
या मत हैं-ने सभी परमात्माकी प्राप्तिके ही विभिन्न मार्ग 
हैं । उन मार्गोको लेकर झगड़ना सर्वथा अनुचित है । 
इसलिये मानवको सदा पर-मत-सहिष्णु बनना चाहिये । 


याद रक्खो-सुखी तथा सच्चा सेवापरायण 
मानव वही होता है, जो अपने कर्त्तव्यका पालन करता 
है, अपने अधिकारकी परवा नहीं करता और दूसरेके 
अधिकारकी रक्षा करता है, दूसरेके कर्चन्यका निर्णय 
करता है | जो मानव अपने अधिकारकी रक्षा तथा दूसरेके 


कै सानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


कर्त्तव्यका निर्णय करना चाहता है, वह न तो सुखी हो 
सकता हे और न उसके द्वारा सच्ची सेवा ही बन 
पाती है । 


याद रक्खो--जो मनुष्य दूसरे जीवोंको मारकर | 
उनका मांस खाता है, उसकी मानवता नष्ट हो जाती 
है अथवा उसमें मानवता सहजमें आती ही नहीं | 
मांस-मक्षण राक्षसपन है, उसमें मानवता नहीं 
है । किसी भी प्राणीकी किसी प्रकार भी हिंसा न 
करनेपर ही मानवता सिद्ध होती है । 


याद रक्खो--भगवानूका भजन करमेकी इच्छामें 
“मानवताका प्रारम्भ, भजन करने लगनेपर 'मानवताका 
विकास? और भगवद्माप्तिमें ही 'मानवताकी पूर्णता? होती 
है । ऐसा पूर्ण मानव भगवानके साथ एकात्मता प्राप्त 
करके या भगवानूकी छीलामें प्रवेश करके धन्य 


होता है । 


याद रक्खो--मानवता भगवानको अत्यन्त प्रिय 
है । इसीसे खयं परात्पर ब्रह्म साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम 
तथा श्रीकृष्ण मानवरूपमें ही अपनी दिव्य लीला 
करनेके लिये लीलाधाममें प्रकट होते है और अपनी 
ळीळामाधुरीसे परमहंस मुनियोंके मनोंको मोहित करते, 
प्रेमी भक्तांको दिव्य रसका आखादन कराते, उनके प्रेमसुधा- 
रसका समाखादन करते, साधु-पुरुषोंका परित्राण करते, 
असाधुओंका विनाश कर उन्हें परमधाम पहुँचाते और 
धर्मग्लानिको मिटाकर धर्मका संस्थापन करते हुए 
अपनी मधुरळीला-कथाको जगतूके प्राणियोंके उद्धारके 
लिये रखकर अन्तर्धान हो जाते है | मानवताके क्षेत्रमें 
खयं भगवानूका अवतीर्ण होकर मानवताको धन्य करना 
भगबानूकी मानवपर महान्‌ कृपाका एक प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । ये भगवान्‌ मानव? ही मानवताके परम आदर्श 


rs 


oe 


* जीवनदान २ २३ 











हैं । इनके चरित्रोंका अनुकरण तथा इनकी वाशीका शरीर बहुत दुर्लभ है । भगवानूने कृपा करके इसे 
अनुसरण करनेमें ही मानवका परम कल्याण है तथा सुलभ कर दिया | यह मानव-शरीर भवसागरको पार 
इसीमें मानबताकी सफलता है | करनेके लिये सुन्दर सुखद सुदृढ नौका है, संत-महात्मा 

याद रक्खो--मानव-शरीर प्राप्त करके भी जो केवळ गुरुखूपमें केवट मिल गये हैं । भगवानकी कृपारूपी 
पञ्च॒ या अझुरकी भाँति भोगोंमें ही रचा-पचा रहता है, अनुकूल वायु प्राक्त है, इतनेपर भी जो इस भव-सागरसे 
वह मानो अमुत खोकर बदलेमें वितर लेता है# | मनुष्य- नहीं तरता, वह आत्महत्यारा है | 


(शिव 


— ogo 


जीवनदान 
( रचयिता--श्रीसुमित्रानन्दनजी पंत ) 
मै सुट्टी भर-भर बाँट सकूँ 
जीवनके स्वर्णिम पावक कण, 
वह जीवन जिसमे ज्वाला हो 
मांसल आकांक्षा हो मादन ! 


वह जीवन जिसमे शोभा हो इसमें न तनिक संशय मुझको 

शोभा सजीव, चंचल, दीपित” यह जन-भू जीवनका प्रांगण, 
बह जीवन जिसको मरम प्रीति जिसमें प्रकाशकी जछायाएँ 

खुख-दुखसे रखती हो मुखरित ! विचरण करती क्षण-ध्वनित चरण! 
जिसमे अंतरका हो प्रकाश मै स्वर्गिक रिखरोंका वैभव 

जिसमे समवेत हृदय स्पंदन, हुँ जुडा रहा जन धरणीपर, 
मै उस जीवनको वाणी दूँ जिसमें जग-जीवनके प्ररोह 

जो नव आद्शाँका दर्पण! नव मानवतामें उठे निखर ! 
जीवन रहस्यमय, भर देता देवांको पहना रहा पुनः 

जो स्वप्नोले तारापथ मन, मै स्वप्न मासके मत्य वसन, 
जीवन रफक्तोज्ज्वल करता जो मानव आननसे उठा रहा 

नित रुधिर शिराओमे गायन ! अमरत्व ढँके जो. अवयुंठन ! 

स्स्स 


५ नरतनु पाइ बिषयँ मन देहीं | पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं । ( श्रीरामचरितमानस; उत्तरकाण्ड ) 


+ ददेहमाद्यं सुळमं सुदुर्लभं इवं सुक्रस्पं गुरुकर्णधारम्‌। मयानुकूलेन नभस््रतेरितं पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा 
( श्रीमद्धा० ११ ॥ २१ । १७) 








LE = 


नड 


ळ<<<८<<<«<<<<<<<<<<<<«<<<<&€&€&€ 


बनू 


A ~ ¢ ~ € 0, 
% मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका » 


TTT COA TI 


4 


मानवकी माँग 
सदा रोगीकी औषध निपुण वैद्य. मै नाशक रोग। 
सदा आलुरका आश्रय, दुख-भोगीके सुखका भोग ॥ 
सदा निर्बेलका वळ मैं? वनू नित्य भूखेका अन्न। 
पिपासितका पानी में, हाँ मुझसे उल्लसित विपन्न ॥ 
अमित धननिधि, दरिद्रका हर हूँ सभी अभाव अपार। 
मान अपमानितका मैं, बनू तिरस्कछृतका सत्कार ॥ 
खुख 
नाव मै जलनिमग्नका, करू सहज उसका उद्धार ॥ 


न! 


द्‌ मै यान पङ्का पुल बनकर कर ढुँ में पार। 


मित्र मै मित्रहीनका, पिठृहीनका पालक वाप। 
पुत्र मै पुत्रहीनका, माठृहीनकी माता आप॥ 
बन्धु मै बस्धुहीनकाः थकित पथिकका आश्रयधाम | 
पड़ोसीका हितकारक, बनूँ श्रमितका मै विश्राम ॥ 
सभीका निकर कुटठुम्बी, करू सभीकी सेवा नित्य। 
कष्टमे साथी सबका, झेल उनके कष्ट अनित्य ॥ 
नाथ मै लघु अनाथका, असहायांका बनूँ सहाय । 
मागे मै मार्गपतितका, निरुपायोका बनू. उपाय॥ 

सेज सोनेवालोंकी, नझ पढांका पादच्राण। 
दास दासार्थीका मै, बनू अकल्याणीका कल्याण ॥ 
दीप दीपक-इच्छुकका/ घाम-प्रपीडितकी छाया । 
ज्ञान अज्ञानीका मै, हरण करू उसको 


माया ॥ 


सभीका सभी तरहका सुख-सुहाग, कर ढुःख-हरण । 


सबको सुखी बना ढूँ, कर ळू समुद सभीका दुःख वरण ॥ 





+> 


7, 


छ" खु चु 


ह, 


OVS 
७) ' २७ १ 


< 


९६९६९६९ 


EE 
>$ 


RR 


# आध्यात्मिक जीवन ही मानवताका लक्ष्य + - २५ 











आध्यात्मक जावन हां मानवताका लक्ष्य 


( लेखक-श्रीज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद गुरु अनन्तश्रीविभूपित श्रीशंकराचाय श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय स्वातीजी श्रीकष्णत्रोषाश्रमजी महाराज ) 


प्रभुकी सृष्टिमे मानवका स्तर सबसे उच्च माना गया है; 
क्योंकि मनुष्य अपने बुद्धियोगसे अक्षुण्ण सुखकी प्राप्ति कर 
सकता है, इसकी सुख-प्राप्तिके निमित्त ही सम्पूर्ण जगत्‌ है । 
वेदश शास्त्र) पुराण, इतिहास आदि भी मानव-लक्ष्यका अनेक 
प्रकारसे प्रतिपादन करते हुए उत्सर्ग एवं अपवादरूप वाक्योंद्वारा 
निरतिशय सुखकी ओर इसे ले जाते हैं । अतएव यदि मानव 
अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर नहीं होता तो वह मानव कहलाने- 
का अधिकारी नहीं । 

पाणिनीय व्याकरणमें 'तस्यापस्यस्‌? इस सूत्रसे मनु 
महर्षिके अपत्यको “मानव? कहा गया है “मनोस्पत्यं पुमान्‌ 
मानवः? | इसके साथ ही “मनोजातावन्यतोघुक च? इस सूत्रके 
अनुसार मनु शब्दसे जाति-अर्थमें अञ्‌ और यत्‌ प्रत्ययके 
साथ घुकूका आगम करके शब्द जातिवाचक “मानुष? सिद्ध किवा 

७ त हद 
गया है । “मानवका भाव अथवा कर्म? इस अर्थमै “तल? प्रत्यय 
जोड़कर “मानवता'की निष्पत्ति हुई है | अर्थात्‌ मनु महर्षिके 
विधानके अनुसार अपनी शारीरिक, मानसिक और वाचिक 
हलचलोंको तथा पाणि-पादद्वारा होनेवाले कर्माको नियन्त्रित 
करनेवालेका नाम “मानव? है । इसीलिये मानवताके 
विरुद्ध भाव रखनेवाला “माणव? कहा गया है | अर्थात्‌ वह 
मानव कहलानेका अधिकारी नहीं । 

अपत्ये कुत्सिते मूढे सनोरोस्सर्गिकः स्मृतः । 


नकारस्य च मूर्धन्यस्तेन सिद्धयति माणवः ॥ 


अथात्‌ “मनु? शब्दसे ओत्सर्गिक अण? ओर नकारको 
णत्व होकर कुत्सित अपत्य ओर मूढ अर्थमे "माणव? शब्दका 
प्रयोग होता है । इससे यह स्पष्ट है कि “मानव” शब्दका प्रयोग 
शास्त्रीय मार्गसे व्यवहार करनेवाले व्यक्तिके लिये ही है ओर 
शास्त्रीय क्रियाएँ ही मानवता कही जायेंगी । 

इसी प्रकार आध्यात्मिक शब्द मी “आत्मनि इत्य- 
ध्यात्मम्‌, अध्यात्सभवमाध्यात्मिकम्‌- अर्थात्‌ आत्मासे 
सम्बन्ध रखनेवाला जीवन--आध्यात्मिक दुःखकी नित्रृत्ति- 
पूर्वक आध्यात्मिक सुखावाप्ति ही सानवताक्रा लक्ष्य होना चाहिये । 

आध्यात्मिक उपेक्षा 

आजका मानव बौद्धिक तत्त्वोको प्रधानता देता हुआ 

बुद्धि-बलपर जीवित रह उसीके द्वारा सर्वेष्ठ साधनका अभिमान 


मा० अं० ४-- 


करता है | उसका कहना है कि बुद्धिद्वारा बुद्धिमानोंने देश, 
काल और पात्रोंकी परिस्थितिके अनुसार स्मृति आदिका 
निर्माण किया ओर इनके द्वारा कुछ वर्गोका संचालन और 
संचालित वर्गोंके हानि-लामका प्रदर्शन दृष्टान्त ओर आख्यानों- 
द्वारा किया, जिसे प्रमुखतः “ब्राह्मणसभ्यता! के नामसे 

कहा जा सकता है। बुद्धका विकास जेसे-जेसे होता है, मानव 
वेसे-वेसे ही अपने सुख-साधनोंका अन्वेषण और उनका 
उपभोग करके कृतकृत्यताका अनुभव करता है । बौद्धवाद ही 
भोतिकवादकी जड़ है । मनुष्यकी आवश्यकताओंके अनुसार 
बुद्धिको ऐसे क्षेत्रोमे दौरा करना पड़ता है कि वह अपनी आव- 
श्यकताका परिहार सोच लेता है और उससे नितान्त संतोष एवं 
आनन्दका अनुभव करता है । जैसे-जेसे जडवादकी उन्नति 
होती जाती है, वेसे-वेसे आध्यात्मिकतासे बहिर्सुखता भी होती 
चली जाती है; क्योंकि मनुष्य बाह्म वस्दुओंको ही सुख-साधन 
मान लेता है | उसके ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और मन 
बाहरकी ओर ही दौड़ लगाते हैं | इसका परिणाम यह होता 
है कि वह नयी-नयी आवश्यकताओंके अन्वेषणमे इतना 
विकल और व्यस्त हो जाता है कि उसके अतिरिक्त अन्य भी 
कोई वस्तु है, इसका उसे अनुभव हो नहीं हो पाता । अन्तमे 
बह जडवादी स्वार्जित और स्वनिर्मित पदा्थोके उपभोगकी 
क्षमतासे क्षीण होकर व्यथित और किंकर्तव्य-विमूढ हो जाता 
है तथा अपनी आत्मवहिर्मुखतापर पश्चात्ताप करता है | 

आध्यात्मिक दुःख 
संसारमै आधिभौतिक; आधिदैविक और आध्यात्मिक 

तीन दुःख प्रसिद्ध हैं । आधिभौतिक दुःख मानुष-पशु-मग- 
पक्षि-सरीसुप-स्थावर आदिके द्वारा प्राप्त होता है । इसकी निवृत्ति 
बाह्य उपायाँसे होती है । आधिदैविक दुःख यक्ष-राक्षस- 
विनायक-अह आदिके आवेशसे होते हैं | आध्यात्मिक दुःख 
दो प्रकारका है--शारीरिक और मानसिक | शारीरिक दुःख 
वात-पित्त और इलेष्माकी विप्रमतासे अनेक प्रकारके होते हैं 
तथा मानसिक दुःख काम-क्रोध-छोभ-मोह-मय-ईष्यांदि-विरोष 
विषय-निबन्धन अतएव विविध होते हैं। ये दुःख आन्तरोपाय- 
साध्य हैं | घीधैर्यमात्मविज्ञानं मनोदोषौषघं परम्‌? इस 
आयुर्वेदके सिद्धान्तके अनुसार बुद्धि, धैर्य एवं आत्मविज्ञान 
मनके दोपोंको शान्त करनेकी परम औषध हैं । 


। 
| 





आध्यात्मिक दुःखकी शाखा 


शारीरिक दुःख वातपित्त और कफकी विषमताके कारण 
अनेक प्रकारसे शरीरको,अभिव्याप्त करते हैं। वातज दोष शरीर- 
को स्तब्धकर- संचालन-क्रियाका अवरोध करके उसे पञ्जु और 
चेष्टाहीन बना देते हैं | इसी प्रकार पित्त-प्रकोपजन्य रोग भी 
रक्तचाप, व्रण-विस्फोटादि अनेक प्रकारके होते हैं । कफरोग 
कास-श्वासादिद्वारा मानव-देहका सदैव विघटन करते और 
उसे दुर्बल बनाते रहते हैं | मानसिक दुःखोंके विषयमे तो 
कहना ही क्या है, एक-एक मानसिक दोष साक्षात्‌ नरकका द्वार 
बन बैठता है। कामको ही छीजिये--यद्यपि 'धर्माविरूद्धो भूतेषु 
कामोऽस्मि भरतर्षभ” इत्यादि वाक्योंके अनुसार धर्मसे अविरुद्ध 
काम भगवानका स्वरूप है, तथापि मनका कुछ और ही संकल्प 
रहता है और वह इस भावनाको कामातुराणां न भयं न 
लज्जा? तक पहुँचा देता है । इसी प्रकार 'क्रोधान्धस्य विवेक- 
शून्यमनसः कि किं न क्रियते कटु, “लोभः प्रसूतिः पापस्य 
लोभः पापस्य कारणम्‌? इत्यादि अनेक प्रमाणोंसे मानसिक 
दुःख अनेक अनर्थोका मूल है। अनेक अनथौंके मूल मानसिक 
दुःखाकी निवृत्तिके लिये प्रयत्न करना ही मानवताका मुख्य 
लक्ष्य है । 


मानवकी महत्ता 


आस्तिक और नास्तिक सभी इस बातको मानते हैं कि 
मानवःशरीर सर्वोत्कृष्ट है | यह जंकरान स्टेशन है | मानव- 
शरीरको बनाकर परब्र परमात्माने भी अपनी कृत- 
कृत्यताका संदेश श्रीमद्भागवतमें दिया है-- 


सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या 
बृक्षान्‌ सरीसपपञश्न्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ । 
तैस्तैरतुष्टृदयः पुरुषं विधाय 


बह्मावळोकघिषणं मुदमाप देत्रः॥ 


अर्थात्‌ भगवानने अपनी आत्मशक्ति मायाके द्वारा जड- 
सृष्टि वक्षादि तथा चेतन-खुष्टि पशु, मुग आदिको र्‌चकर 
असंतोष प्रकट किया । पुनः श्रमपूर्वक मनुष्यको बनाकर 
अपनी कार्यकुरारताका परिचय देकर अत्यन्त संतोष प्राप्त 
किया । कारण यह कि परब्रह्म परमात्माके साक्षात्कार अथवा 
यो कहिंये कि आत्मदर्शनकी क्षमता मनुष्यमें ही है । अतएव 
महर्षि परादारने मानव-प्रशंसा करते हुए कहा है 


% मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


चित्तप्रसादबलरूपतपांसि मेधा- 
मायुष्यशोचसुभगत्वमरोगता च। 
ओजस्विता स्विषमदात्‌ पुरुषस्य चीर्ण 
खानं यशोविभवसोख्यमलोलुपत्वम्‌ ॥ 


'चित्तप्रसाद, बल) रूप, तप) बुद्धि, आयुष्य, शौच, 
सौन्दर्य, स्वास्थ्य, ओज, कान्ति) ज्ञान, यश) वैभव, सुख 
और अलोम मानवके लिये स्वयं मगवानकी देन है |” मानव. 
की विशेषताके एक-एक अंशसे अन्य वस्तु विशिष्ट मानी गयी 
है । जहाँ सभी विशेषताओंका सामानाधिकरण्य है, वह मानव 
भगवानकी कितनी बहुमूल्य निधि है । 

सानवका लक्ष्य 

श्रीमद्भागवतंके उपर्युक्त छोकके 'ब्रह्माबलोकघिषणं 
सुदमाप देवः? इस चोथे पादमें ब्रह्मके अवलोक्रनकी क्षमता 
मानवमें है, यह कहा गया है | परत्रह्मके साक्षात्कारका अर्थ है-- 
स्वात्मदर्शन | इस आत्मदर्शनके साधन अनेक शास्त्रकारांने 
बताये हैं | उनमें व्याप्य-व्यापकरूपसे अनेक साधनों तथा उपायोंका 
वर्णन है। वर्णधर्म एवं आश्रमधर्म इसकी प्रधान मित्तियाँ हैं | जहाँ 
वर्ण-घर्म और आश्रम-धर्म नहीं हैं, वहाँ आत्मसाक्षात्काररूप 

मानवलक्ष्यकी पूर्तिकी सम्भावना ही नहीं की जा सकती है। 
शङ्कस्मृतिमै आया है--- 
पराशं परवस्नं च परपानं पराः 
परवेइमनि वासश्च 


स्त्रिय; । 
शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ 
इसी प्रकार--- 


लाक्षालवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 

पयो दधि च मद्यं च हीनवर्णकराणि च ॥ 

अर्थात्‌ जिनःजिन वस्तुओंक्रे निषेवनक्रा निषेध 
शात्रकारोंने लिखा है, उसको उसी प्रकार मानना तथां 
आचरण करना कल्याणका हेतु और लक्ष्यका साधक है । 
इसके साथ-साथ जो सार्वभौम धर्म हैं; उनका मी आचरण करना 
चाहिये । 'सावंभोम धर्म?-_. 

सत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शौचं धघीए॑तिदमः । 

संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सार्व उदाहृतः ॥ 

“सत्य, चोरी न करना, अक्रोध, लजा, पवित्रता, बुद्धिः 
मन;संयम, इन्द्रियसंयमः विद्या आदि सार्वभौम धर्म हैं |? इन 
धर्मोके पालन किये बिना मानव लक्ष्य-सिद्विपर नहीं पहुँच 
सकता । जिन देशोंमें तथा जिन वर्गमि वर्णाश्रमःव्यवस्था नहीं 


के इंसानका जन्म % २७ 





है, वहाँ आध्यात्मिक सुख स्पर्म मी प्राप्त नहीं हो सकता-- 
यह ध्रुव सत्य है । 

कुछ लोग समयके साथ-साथ मानव-व्यवस्थापक धर्म- 
शास्त्रोके परिवर्तनकी बात कहते हँ, यह उचित प्रतीत नहीं 
होता; क्योंकि शास्त्रोंका सिद्धान्त सार्वभौम और अपरिवर्तनीय 
है, यह बात अनेक बार सिद्धान्त-सिद्ध हो चुकी है । मनुष्य 
अपनी दुर्वलताका आच्छादन इस प्रकारसे करनेकी चेष्टा 
करता है, जो सर्वथा व्यवहारायोग्य है । अतएव धमंपूर्वक 
व्यवहार करनेसे गृहस्थ भी मुक्त होनेका अधिकारी बन 
जाता है-- 

न्‍्यायागतघनस्तत्वज्ञाननिष्ठो5तिथिप्रियः । 

श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च शृहृस्थोऽपि हि सुच्यते ॥ 





अर्थात्‌ न्यायपूर्वक धनार्जन करनेवाला, तत्त्व-ज्ञानमे निष्ठा 
रखनेवाला, सत्यमाषी) अतिथिसेवी और देव-पितरीँको हवि और 
कव्यद्वारा प्रसन्न करनेवाला ग्रहस्थ भी मुक्त हो जाता है। 
यही आध्यात्मिक जीवन है ओर इसीकी प्राप्तिके लिये यत्न 
करनेमें ८मानवता'की सार्थकता है । 

छीना-झपटी 

आज भौतिकवादसे आक्रान्त मनुष्यका दृष्टिकोण धर्म 
और ईश्वरसे हटकर अनधिकार चेष्टाओंमें अनवरत रत देखा 
जा रहा है । वर्ण और आश्रमकी मर्यादाओंको तोड़नेके 
लिये आन्दोलन चल रहे हैं | सब एक प्रभुकी संतान हैं) यो 
कहकर “मानव-मानव एक समान? का ढोल पीटा जा रहा है। 
आखिर यह सब है क्या ! यह है पतनकी ओर दौड़ । जब 
मानव अपने देश, अपनी जाति) अपने धर्मग्रन्थोपर अविश्वास 











AAT प 


करके अन्य देश, जाति और धर्मकी बात करता है, तब इसका 
सीधा अर्थ है कि वह कहीं भी सफल नहीं हो सकता । 
इसीलिये गीतामें भगवानूने कहा है- 

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावह: । 

अपना धर्म ही सव कुछ है । उसमें किसी प्रकारका कष्ट 
मोगते हुए भी परधर्मकी अपेक्षा सौष्ठव है | इसीलिये भारतीय 
इतिह्दासके समुज्ज्वल रत्न अपनी मर्यादाओंकी रक्षाके लिये 
वलिवेदीपर चढे) उन्होंने प्राणतक दिये और अपना सब कुछ 
खोकर भी मर्यादाओंकी रक्षा की | प्रवाहे बहना मुर्दोका 
कार्य है | साहसी और जिंदादिल प्रवाहके प्रबल पातसे अपनेको 
सुरक्षित करते हुए मानवताका संरक्षण करते हैं तथा सदेव 
अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर होते रहते हैं | 

उपसंहार 

मानव-जीवनकी सार्थकता और कृत्यकृत्यता आध्यात्मिक 
सुख-झान्तिसे है । उसके लिये सदैव जागरूक रहना चाहिये । 
चित्तका संशोधन अनेक उपार्योसे करना चाहिये | परदोष, पर , 
निन्दा, परस्वापहरणकी मावनाएँ-जो आज मानवको दानव बना 
रही हैं, इनसे बचना चाहिये। असत्यभाषणका अवरोध, सत्य- 
भापणकी चेष्टा सदेव करनी चाहिये; तभी मनुष्य अपने लक्ष्य- 
की पूर्ति कर सकता है और मानव-शरीरकी सफलता प्राप्त कर 
सकता है | अन्यथा-- 

तस्यास्तं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्‌ । 

--के अनुसार मानव अमृतके आये हुए घटको अपने 
हाथसे गिराकर प्रमादका परिचय देगा । अतः आध्यात्मिक 
सुखकी प्राप्तिके लिये सदैव प्रयत्न करना चाहिये । 








EERE 


७0 ८ 

1172 मै तुम्हारे नाशके हित बन बडा 
र» में. मनुज हूँ, 

® 


इंसानका जन्म 


जब कि दानवने विहँसकर याँ कहा भूमिके भगवानसे- 
“मैं तुम्हारी स्वष्टिको रहने न दूँगा एक अपनी शानसे, 
फोड़ दूँगा मै तुम्हारे गेंद-जेसे इस महा ब्रह्मांडको” 
तब कहाँसे एक कोमळ औं किलकते प्राणने आकर कहा-- 


मनुजताका 


इंसान आउँगा । 
गीत गाऊँगा॥ 
--श्रीगोविन्दजी एम्‌? ए० 


— TE कळ 


। 
| 
| 
| 
| 
1 
|! 














* मानव वही जो खार्थे तज होता पथिक परसार्थका * 


यायाय. 








मानवता क्या है! 


( श्रीद्वारकाशारदापीठापीश्वर जगदगुरु अनन्त श्रीविभूषित श्रीशंकराचाय श्रीअभिनवसचिदानन्दतीर्थ स्वामी महाराज 
द हिर 


आजकल “मानवता” शब्दका बहुल प्रयोग देख पड़ता 
है। सभी राष्ट्रोके कर्णधार मानवताका कल्याण ही अपना 
कार्य मानते हैं | परंतु साथ ही-साथ वे हाइड्रोजन बम, 
ऐटस बम-जैसे मानवता-नाशक भयानक अस्र-शस्राँकी सृष्टिमे 
भी व्यस्त हैं ! 
आखिर मानवता क्या है ! 'मानवानां समूहो मानवता? 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार मानव-समुदाय ही मानवता होगी । 
यद्यपि यह व्याख्या भी गलत नहीं, तथापि इसकी अपेक्षा 
भी 'मानबस्य भावो मानवता? सदाचार, परोपकार; दया; 
अहिंसा, सेवा, त्याग, भक्ति आदि मानवोचित सद्र्णोको ही 
मानवताका अर्थ मानना अधिक योग्य प्रतीत होता है । 
आजकल कई लोग मानवताका अर्थ केवल दया ही 
मानते हैं तथा शास्त्रोक्त आचार-विचार प्रभृतिको 
मानवता-विरुद्ध बतलाते हैं | यह बिल्कुछ गलत है । 
शास्त्र तो इस बातका बोधक है कि मानव पूर्ण मानव 


केसे बने और मानव केसे कल्याणको प्रात करे | 
यद्यपि आजकल शास्त्रीय आचार-विचारोंमें कठिनाई 
प्रतीत होती है; तथापि रोगीके लिये पथ्यसेवनके समान वे मानबः 
के हितके लिये ही हैं । 
आजकल सर्वत्र आसुरी सम्पत्ति बढ़ रही है और 
मानवोचित दैवी सम्पत्तिका ह्वास हो रहा दै । इससे विश्वमै 
सर्वत्र अशान्ति और संघर्ष ही दीख पड़ रहा है । और विश्वे 
मानव आज जैसे कार्याँमै रत हैं, उनसे दैवीसम्पत्ति घटकर 
आसुरी सम्पत्ति ही बढ़ेगी | अतः यथार्थरूपेण मानवको कल्याण- 
की प्राप्ति केवल शास्त्रोक्त सनातनधर्मके आचरणसे ही होगी। 
इसी ओर सबको ध्यान देना तथा प्रयत्नशील होना चाहिये। 
सवे$पि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
घमंस्य विजयो भूयादघर्सस्थ पराभवः । 
सद्भावना प्राणश्रतां भूयाद्विश्चस्य मङ्गलम्‌ ॥ 


BE 


मानवता तथा विद्याका फल विनय 


( काञ्जीकामकोटिपीठाधीश्वर जगदुरु अनन्तश्रीविभूषित श्रीशंकराचार्य स्वामी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरखतीजी महाराज ) 


एक समय बाळभक्तोमें अग्रगण्य प्रहादने असुर-बालकोंको 
उपदेश दिया-- 


दुलेभ॑ मानुषं जन्म तदप्यधुवमर्थंदम्‌ । 


“इस संसारमें मनुष्य-जन्म दुर्लभ है | इसके द्वारा अवि- 
नाझी परमास्माकी प्राप्ति होती है; परंतु पता नहीं, कब इसका 
अन्त हो जाय |? श्रीमद्भागवतके इसी श्वोकका अनुसरण 
करके आचार्य भगवत्पादने विवेकचूडामणिमै कहा है-- 

जन्तूनां नरजम्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता 
तस्माद्‌ वैदिकघर्ममागपरता विद्वत्वमस्मात्‌ परम्‌ । 

आत्मानास्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति- 
सुक्तिनों शतकोटिजन्मसु कृतैः पुण्यैविंना लभ्यते ॥ 

“जीवोंके लिये प्रथम तो मानवजन्म ही दुर्लभ है, 
उसमें भी पुरुषत्व और उसमें मी ब्राह्मणतवका मिलना और भी 
कठिन है? ब्राह्मण होकर वैदिक धर्मका अनुगामी होना और 
उसमें भी विद्वत्ताका होना कठिन है | इसपर भी आत्मा- 
अनात्माका विवेक, सम्यक्‌ अनुभव; त्रझमै आत्मभावसे स्थिति 


और मुक्ति--ये तो करोड़ों जन्मौमे उपार्जित पुण्यकर्मोके 
फलके बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते ।? 

इतः को न्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थ प्रमाद्यति । 

दुलभ मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम्‌ ॥ 

“दुम मनुष्य-देह और उसमें भी पुरुषत्व पाकर 
जो स्वार्थसाधनमें प्रमाद करता हे, उससे बढ़कर मूढ़ और 
कौन होगा १ 

यह मनुष्य जन्म पुण्यविशेषसे उपलब्ध हुआ है तथा यह 
परम पुरुषार्थका प्रदाता है- यह समझकर कर्तव्य ज्ञानपूर्वकं 
इसका भलीमाति उपयोग करना चाहिये; क्योंकि मानव-जीवन 
दोषबहुल एवं अनियत काळतक रहनेवाळा दै । महाकवि 
काळिदासने भी कहा है-- 

क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्‌ यदि जन्तुर्ननु लाभवानसौ । 


“यदि जीव क्षणभर भी जीवित रहे तो यह उसके लिये 
परम लाम है |? यह «छाम? शब्द केवल आहार-निद्रा आदिकी 
उत्पादनयोग्यताको सूचित करनेक्रे लिये नहीं दे, बलि 


£ सानवता तथा विद्याका फल विनय * २९ 





परिणाममै दुःखप्रद इन कर्म-समूहोंके आचरणसे जीव केसे 
लामान्वित हो सकता है--इसका परिचायक है । अत; शाश्वत 
सुखकी प्राप्तिके लिये ही इस प्राप्त हुए अवसरका उपयोग 
करना चाहिये | विषयी जीव भी संशयरहित होकर कहते 
है--'सुखमेव अन्विष्यास;--हृमलोग सुखका ही अन्वेषण 
करंगे ।? इस प्रकार विषयी तथा विरक्त--दोनोंके लिये 
सुख ही अभिलषित वस्तु है, तथापि विषयी जीवॉको केवल 
सुखामासकी ही प्राति होती है । उनका सुख-दुःख, रोग और 
भयमें पर्यवसित होनेवाला होता है । ऐसे सुखकी प्राप्तिके लिये 
व्यर्थ गँवाये हुए जीवनको लामरूपसे केसे स्वीकार किया जा 
सकता हैं? जीवन तो वही है, जो दुःख आदिका समूळ 
विनाश करके निःश्रेयसरूप परमपदकी प्रातिके लिये उपयोगी 
हो । ऐसे जीवनकी चरितार्थताकी कसौटी तो सदाचार ही है, 
न कि साधारण व्यक्तियोंकी माँति व्यर्थ जीवन व्यतीत करना; 
क्योंकि दिनमात्रकी आयुवाला सिरसका फूल सैकड़ों वर्ष जीवित 
रहनेवाले तालवृक्षसे कहीँ अधिक मनोहर होता है । अतः 
तत्त्व-ज्ञानकी प्राप्तेकों ही मानव-जीवनका परम उद्देश्य 
मानना चाहिये । 

यह तत्त्व-शञान सरलतासे प्राप्त होनेयोग्य नहीं दै, साथ ही 
बहुत दुर्लम भी नहीं है; क्योंकि ध्रुव-प्रहद आदिने बाल्या- 
वस्थामे ही इसे प्राप्त किया था | किंतु कहीं-कहीं तो जगत्प्रतिद्ध 
पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राटी तथा सूक्ष्मबुद्धिसम्पन्न विद्वद्वर्रों 
द्वारा भी इसे प्राप्त करना अशक्य प्रमाणित हुआ है । इसकी 
सुलभता एवं दुर्लमताके विषयमै ईश्वरकी कृपादष्टिकी प्राप्ति 
तथा अप्राप्ति ही हेतु है | इस ज्ञानका मूलभूत साधन 
विनयरूपी सम्पत्ति है | इस विनयके संवर्धनके लिये ही 
प्राचीन ऋषियोने विद्याभ्यासके निमित्त गुरुकुल-सम्प्रदायको 
स्वीकार किया था, जिसमें उपलब्ध ज्ञानका आचरणद्वारा 
प्रचार किया जाता था | वहाँ न तो कुछ वेतन दिया जाता 
था और न लिया ही जाता था । छात्रोंको मिक्षादृत्तिद्वारा 
जीवनयात्रा चलानी पड़ती थी । यदि कोई शिष्य आचारादि 
कर्मोके विषय कुमार्गका आश्रय लेता तो गुरु उसे शिक्षा 
देते थे । आजकल तो पाठशालाओं तथा कछाशालाओंमे सभी 
प्रकारके भौतिक विषयोंकी शिक्षा दी जाती है । शिष्यलोग 
वेतन देते हैं और अध्यापक उसे ग्रहण करते हैं; जिसके कारण 
शिष्योंके मनमै यह विचार बद्धमूल हो गया है कि अध्यापर्को- 
की जीवनयात्राका निर्वाह हमारे ही अधीन है । ऐसी अवस्था- 
में विनयके लिये अवक्राश ही नहीं रहता और विनयके अभाव- 





में दूसरे गुण भी वहाँ प्रवेश नहीं कर पाते । विद्याभ्यासकी 
यह प्रणाली अपने एवं समूचे समुदायके विनाशका ही संचयन 
करती हुई आसुरी सम्पदाको ही प्रोत्साहन दे रही है । 
आधुनिक विद्याभ्यास-प्रणालीका निराकरण करके पुनः गुरु- 
कुल-सम्प्रदायकी पद्धतिको अपनाना ही छात्रोंको विनीत तथा 
सद्नुणसम्पन्न बनानेमै समर्थ हो सकता है | उसीसे सब लोग 
विनय-सम्पन्न हो सकते हैँ | अपने जीवनमें तथा सामुदायिक 
व्यवहारोमे विनयकी अत्यन्त आवश्यकता दै, अतः उत्तम 
विद्याद्वारा उसका सम्पादन करना चाहिये । प्राचीनोंका यही 
कथन है-- 

विद्या ददाति विनयं विनयादू याति पात्रताम्‌ । 

पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति धनाद्‌ धर्मं ततः सुखम्‌ ॥ 


“विद्यासे विनयकी उपलब्धि होती है, विनयसे सत्पात्रता 
आती दै, सत्पात्रको धनकी प्राप्ति होती दै, धनसे धर्म और - 


धर्मसे सुख मिलता. 2. ०45,९७, 





जो शिक्षाप्रणाली ' ऐसी : कल्योप-परम्पराको लक्ष्यरूपसे 
स्वीकार करती है; बही विद्या कहलाने थोग्यू है । आजकलकी 
विनयविहीन (बिद्या हीं वर्तमान मात्सय औरं सामुदायिक दुःखो 
की मूल कारण है | “विद्या ददाति /विनयम्‌? इस झोके 
कथित युक्ति भी उसी अर्थका-मेर्थन करती दै । भौतिक 
विषर्योका ज्ञान भी जाननेयोग्य अन्य विषयोँकी परम्पराको 
प्रकट करता हुआ हमलोगोंको विनयशील बनाता है । ऐसी 
दशार्म जिसे जान लेनेपर अन्य ज्ञातव्य वस्तु अवशिष्ट नहीं 
रह जाती, उस ईश्वरविषयक ज्ञानके समक्ष विनयके अतिरिक्त 
दूसरी कौन-सी मनोइत्ति अग्रसर हो सकती है ! 


तिर्यग-योनि्योकी अपेक्षा मनुष्य योनि अत्यन्त उत्कृष्ट दै 
इस प्रकार हमलोग मानते हैं | इसमें अन्य साधारण प्राणियोंकी 
अपेक्षा मनुष्यमें उत्कृष्ट बुद्धिका होना ही कारण है । वह प्रज्ञा 
केवल मनुष्यकी उत्कृष्टता ही नहीं प्रकट करती; बल्कि 
मनुष्येतर प्राणियोमें विद्यमान रहनेवाले विशेष्र गुणीकी 
जानकारीके लिये भी उपयुक्त होती है । कुत्तोमें खासिभक्ति, 
श्रमरौमै रसग्रहण-शक्ति, कौओंमें उपार्जित आहारको सभी 
आत्मीयजनोंमें विभक्त करके खानेक्रा स्वभाव; गौऔमै 
परोपकारिता, चींटियोंमे कर्मतत्परता आदि जो-जो गुण मनुष्येतर 
प्राणियाँमै देखे जाते हैं, उन-उन गुणोंमे उन जीवोसे आगे 
बढ्नेमै मनुष्य समर्थ नहीं हो सकता । उन्हींकी अपेक्षासे 
मनुष्यको अपनेमें वैसे गुणोंकी कमीका ज्ञान भी होता है | ' 





३० 


जे गए oo 








अपने परिमित होनेका ज्ञान अन्य मनुष्योमे परम्परासे विद्यमान 
रहनेवाले ऐश्वर्य, ज्ञान और बल आदिकी खोजमै ही नहीं समाप्त 
हो जाता; बल्कि अधम योनियाँमै जन्म लेनेवाले पशु-पश्षियों- 
के गुण-विशेषोंको भी जाननेके लिये उपयुक्त होता है । 
रामायणमें परोपकारार्थ परिश्रम करके मरणावस्थाको प्राप्त हुए 
जटायुको निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने कहा है--- 
सवेत्र खलु॒दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः । 
शूराः शरण्या: सौमित्रे तिषंगयोनिगतेष्वपि ॥ 
“सुमित्रा-नन्दन ! सर्वत्र तियंगयोनिको प्राप्त हुए जीवोंमें 
भी शूरवीर, गरणदाता, धर्मचारी साधु देखे जाते हैं ।? इस 
मकार तिर्यक्‌ प्राणियोंमें रहनेवाले गुणोंका ज्ञान भी मनुष्यकी 
बिनय-सम्पत्तिको ही परिपुष्ट करनेवाला होता है । 


केवल विनम्र होना ही विनय नहीं है; बल्कि सरलता; 
सदाचार, क्षमा ओर अनसूया आदि गुण भी विनयके ही 
अन्तर्गत हैं | विनययुक्त पुरुष ही संस्कारसम्पन्न कहा जाता 
है । प्राचीनोंने 'शिष्य' शब्दका अन्य पर्यायवाची शब्द 
“विनेय? बतलाया है । पद्मपादाचार्यने “विनीतविनेयभङ्गा:” 
ऐसा कहा है । विनम्र छात्र आचार, शील आदि गुणोमें मली- 
भाँति नियमित होनेसे विनीत होता है | न तो उसका कोई 
शत्रु होता है और न उसकी निन्दा ही होती है । निन्दाका 
पात्र तो वह होता है, जो उपार्जन करने योग्य थोड़ी-सी वस्तु- 
को भी अपने अधिकारमै करके अपना उत्कर्ष प्रदर्शित करता 
है; परंतु जहाँ वह अर्जन करनेयोग्य वस्तु अपरिच्छिन्न तथा 
अखण्डरूपसे है, वहाँ असूया किसी प्रकार पहुँच ही नहीं सकती । 
कुछ ऊँचे-ऊँचे पदाधिकारी ऐसा मानते हैं कि विनय 
दिखलानेसे वे अपने गोरवसे च्युत हो जायँगे; परंतु उनका 
ऐसा मानना केवल व्यामोह ही है | सर्वत्र अधिकारक्षेत्र्े 
अन्ताराष्ट्रिय व्यवहारोंमे भौ गर्व, अहंभाव आदिका अभाव 
कल्याणप्रद ही है । रघुवंश काव्यमें महाराज दिलीपके वर्णन- 
प्रसङ्गमे कालिदास कहते हैं-- 
प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । 
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥ 
“प्रजाओमें विनयकी स्थापना तथा उनके रक्षण और 
भरण-पोप्रण करनेसे राजा ही पिता थे | उनके पिता तो केवल 
जन्म देनेमें ही कारण थे |? 
आधुनिक राञ्यतत्त्रमें रक्षा और भरण-पोषणको ही 
प्रभानरूपसे ग्रहण किया गया है, परंतु प्राचीन भारतीय राज्य- 


* मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका % 


तन्त्रमें विनयाधानको प्रथम स्थान दिया गया था प 
संवर्धनद्वारा प्रजाओंकी तथा अपनी उन्नतिका सम्पादन क्सा 
“विनयाधान? कहलाता है । बाह्य उत्कर्षके साधक रक्षा और 
भरण-पोषणरूप कार्य भी आन्तरिक विनयोत्कर्षकी स्थापनाे 
सरल्तापूर्वक सिद्ध किये जा सकते हैं । विनयविद्दीन जनोंद्रार 
रक्षण और भरण-पोष्रणरूप कार्य दुस्साध्य ही है; क्योंकि भो 
स्वामी खर्य ही विनयरहित दै, वह दूसरोंको विनीत 
बनानेमें समर्थं नहीं हो सकता । अतः भरणरूप क्क 
अधिकार-पदपर नियुक्त व्यक्तियोंके लिये विनय-सम्पत्ति केवह 
गुणकारी ही नहीं है, अपितु कार्य संचालनमै अत्यन्त आवश्यक 
भी है | नेता और जनताके विनयविहीन होनेपर शशकके 
सींगके समान राष्ट्रकी सुदृढ़ता असम्भव ही है | जो शिक्षा 
पद्धति विनयरहित है, वह विद्या कहलानेयोग्य नहीं; क्योंकि 
“शीळेन शोभते विद्याः--शीलसे विद्याकी शोभा होती है 
यह कहा गया है । आन्तरिक विनयका बाहर भासित होना 
“शील? कहलाता है | “प्रसूते सा परां श्रियम!--वह उत्कृष्ट 
लक्ष्मीको उत्पन्न करनेवाली हे | इस उक्तिके अनुसार जो 
विद्या शीलसे संयुक्त है, वही आत्यन्तिक दुःखका विनाश 
करनेवाली तथा कल्याणप्रदा है । इसी कारण उसे परा लक्ष्मी- 
का विस्तार करनेवाली कहा जाता है | वह विद्या दो प्रकारकी 
दे--'परा? और “अपरा? । अपरा विद्या भौतिक ज्ञानक्रे लिये 
उपकारो होती है एवं परा आत्मच्ञानके लिये | ऐसी दशाम 
दोनों ही परा लक्ष्मीका विस्तार करती है यह कैसे कहा जा 
सकता है | इसका उत्तर यह है कि भौतिक वस्तुसमूहकी 
जानकारीके लिये जो अपरा विद्याका उपयोग किया जाता है उस- 
का केवल भौतिक ज्ञान ही परम उद्देश्य नहीं होता; क्योकि प्रपञ्च" 
सम्बन्धी आदि-अन्तके हेतुभूत ईश्वरविषयक जिज्ञासाके उद्वोधत 
होनेपर ही प्रपञ्चविषयक श्रेष्ठ ज्ञानका पर्यवसान हो सकता है | 
इसलिये साधारण तौरपर समी विद्या एँ परम्परया अथवा साक्षात्‌ 
रूपसे कस्याणप्रदायिनी ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है | 
आजकल संसारमें “अपरा? विद्या भौतिक ज्ञानमें पर्यवसित होने 
वाली मानी जाती है और “परा” विद्याका आश्रव लेनेपर तो 
कोई चिन्ता ही नहीं रह जाती | अतः परा तथा अपरा 
बिद्याओंका परस्पर प्रयोज्य-प्रयोजकभाव भी नहीं सुना जाता | 
इसीलिये आधुनिक लोग अपरा विद्याका भी पूर्णरूपसे उपयोग 
नहीं करते; क्योंकि वह भौतिक ज्ञानतक ही सीमित है । इस 
कारण आजकलके विद्याभ्यासका उपयोग केवळ दुःख-संवर्धनः 
के लिये ही है | भौतिक ज्ञान मी जब विनय-सम्पद्से संयुक्त 
होता है; तभी सुशीछता आदि गुर्णोकी अधिकतासे सामुदायिक 


stm ->-पा्््ज 


rh ie 


EASY 


SEIN 


% सदाचार ॐ ३१ 





oo न 


जीवनको सुन्दर बनाता है तथा आत्मज्ञानमे प्रेम उत्पन्न 
करता है । उत्तरोत्तर कल्याणप्रद उच्चतम कार्योमें नियुक्त हुई 
विद्या सर्वोत्कृष्ट ईश्वरमें समर्पित हो जाती है | संसारमें प्रकृति- 
गत नानाविध आश्चर्य, सौन्दर्य और शक्तियोंका परिज्ञान ही 
भौतिक ज्ञान कहा जाता है । यदि ऐसा हैं तो त्रैलोक्यकी 

भहिंमासे भी उत्कृष्ट महिमावाले, कान्तिनिधिसे भी कमनीय; 
सर्वोत्कृष्ट मधुरतासे भी मधुर, श्रेष्ठ सौन्दर्यसे भी रमणीय, 
परमाश्चर्ययुक्त चेतनस्वरूप परमात्माको निमित्त बनाकर 
जिशासाका उत्पादन किये बिना भौतिक ज्ञान केसे सम्पूर्ण 


> 


हो सकता है | 

अतः मनुष्यके लिये विनयका संवर्धन करनेवाली विद्या 
ही आवस्यक हैं । मानव-मन सर्वत्र अपनेसे उत्कृष्ट किसी 
युणविशेषको देखनेके लिये उद्यत रहता है । गुणोंका निन्दा- 


रहित अङ्गीकार जहाँ कहीं एक भी ईश्वरीयविभति दृष्टिगोचर 
हो, वहाँ-वहाँ ईश्वरके सांनिध्यका शान) श्रीमद्भागबतके वचना- 
नुसार हमलोगोंक्रे लिये गुरु-पदके योग्य पशु-क्षियौसे भी 
सदुण ग्रहण करनेमें आसक्ति आदि मनोभाव ही मनुष्यको 
सर्वथा परिपूर्ण बनाते हैं । वैसे मनोभावोको प्रोत्साहन देनेके 
लिये जैसी शिक्षा-पद्धति उपयोगी हो, वही हमलोगेकि लिये 
अङ्गीकार करनेयोग्य है | बही विद्या व्यष्टि तथा समष्टिके लिये 

गंदर्शक हो सकती है| उससे समस्त जीव-समूहमे प्रेम 
उत्पन्न होता है । उससे हिंसादि दोब्रोका उत्पन्न होना सर्वथा 
असम्भव है | अतः मानव-जीवनकी सफलताके लिये हमलोर्गो- 
की शिक्षा जिस प्रकार विनयसम्पन्न हो सके, समस्त विद्याओके 
अधीश्वर परमेश्वर वेसा करनेके लिये हमलोगोंको प्रेरणा 
प्रदान करें | 


~~ 


सदाचार 


( ठेखक--श्रीशंगेरीमठाथीश्वर जगदुरु अनन्तश्रीविभूपित श्रीशंकराचार्य श्री्रदभिनव विद्यातीर्थ सवामी महाराज ) 


~ 


यदि कोई मनुष्य साङ्ग समग्र वेदोमे पारंगत हो फिर भी 
यदि वह सदाचारसम्पन्न नहीँ है तो वेद उसकी रक्षा नहीं 
करेंगे | वेद दुराचारी मनुष्यका वैसे ही त्याग कर देते हैं 
जैसे सर्वाज्ञपूर्ण नवशक्तिसम्पन्न पक्षी अपने घोंसलेका त्याग 
कर देते हैं । पुराकाळके ऋषियोंने अपनी स्मृतियोंमे वेदविहित 
सदाचारके नियम निर्दिष्ट किये हैं और विशेष आग्रहपूर्वक यह 
विधान किया है कि जो कोई इन नियमोंका यथावत्‌ पालन 
करता है, उसके मन और शरीरकी शुद्धि होती है । इन 
नियमोंके पाळनसे अन्तमें अपने स्वरूपका ज्ञान हो जाता है । 

परंतु व्यवद्दार-जगतूमे इस बातका एक विरोध-सा दीख 
पड़ता है । जो लोग सदाचारी नहीं हैं? वे सुखी और समृद्ध 
देख पड़ते है और जो सदाचारके नियमांका सचाईके साथ 
यथावत्‌ पालन करते हैं, वे दुखी ओर दरिद्र दीख पड़ते हैं | 
परंतु थोड़ा विचार करने ओर धर्मतच्वको ओर अच्छी तरहसे 
समझनेका प्रयत्न करनेपर यह विरोधाभास नहीं रह जाता । 
हिंदू-ध्म पुनर्जन्म और कर्मविपाकके सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित है। 
कुछ लोग सदाचारका पालन न करते हुए भी जो सुखी-समृद्ध 
दीख पड़ते हैं, इसमें उनके पूर्वजन्मके पुण्यकर्म कारण हैं और 
कुछ लोग जो दुखी हैं; उसमें उनके पूर्वजन्मके पाप ही कारण 
हैं | इस जन्ममें जो पाप या पुण्य कर्म बन पड़ेंगे, उनका फल 
इसके वादके जन्मौँमै प्राप्त होगा | 

आचार क्या है ओर अनाचार क्या है, इसका निर्णय 


हम अपनी तक-सामर्थ्यसे नहीं कर सकते | कुछ लोग मद्यपान 
को अपने लिये लाभकारी समझते हैं, पर दूसरे कुछ लोगोंको 
वह हानिकर प्रतीत होता है | इस सीधी-सादी बातमें भी 
हमारी तकशक्ति विश्वसनीय मार्गदर्शक नहीं होती । फिर 
आचार-जेसी बातोंमें, जिन्हें हम प्रत्यक्ष अथवा अनुमान 
प्रसाणोसे जांच नहीं सकते, तकसे कोई काम नहीं बनता | 
श्रुतिया और भ्रुतियोंके आधारपर वनी स्मृतियाँ तथा इन श्रति- 
स्मृतिके विधानोंका सचाईके साथ जिन लोगोंने पालन किया 
हे, उनके आचार ही इस विषयमै हमारे निर्भ्रान्त मार्गदर्शक हैं । 
इस समयका कुछ ऐसा रवैया है कि बड़े-बड़े गम्भीर 
प्ररनोके निर्णय ऐसे बहुमतसे किये जाते हैं, जिसे उन प्रसनोंके 
विषयमै प्रायः कुछ भी ज्ञान नहीं होता । राजनीतिक जगत्स 
सम्बन्ध रखनेवाले विप्रयोमें भी यह पद्धति सही कसौटी नहीं 
होती । फिर, धर्म और आचारके विषयमै ऐसी पद्धतिसे काम 
लेनेका परिणाम सर्वथा विनाशकारी होगा ही । जो आत्मा 
अलख है और लख पड़नेवाले शरीरसे सर्वथा भिन्न है तथा 
अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे अचिन्त्य है, उसके अस्तित्वके विषयमै 
संदेह उठे तो उसका निराकरण केवळ बुद्धिका सहारा लेनेसे 
नहीं हो सकेगा । यह निराकरण वेदोंके द्वारा तथा उन 
सद्रन्थोंके द्वारा ही हो सकता है, जो वेदोंके आधारपर 
रचित हैं | 
यदि अज्ञानी लोग अपने विशाल बहुमतके बलपर निर्णय 
कर दें कि अमुक वात धमं हैं तो उतनेसे कोई बात धर्म नहीं 


| 
| 


| 








३२ 





जे उदा नतत -ह 6 ०० 006 | ` जाती । सदाचार वह है, जिसका सत्पुरुष पालन करते हैं 
और जो लोग ऐसे सदाचारका आचरण करते हैं, उन्हें यह 
सदाचार सुख-सोभाग्यशाली बनाता है । इसके विपरीत 
अनाचार वह है, जिसका सदाचारी पुरुष परित्याग कर देते हैं । 
जो लोग ऐसे अनाचारमें रत रहते हैं; उनका भविष्य अच्छा 
नहीं होता । 

विद्याध्ययन सम्यूर्णकर जब विद्यार्थी गुरुकुलसे विदा 
होनेको होते हैं, तब शुरु उन्हें यह उपदेश देता है-- 

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वुत्तविचिकित्सा वा 
स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । 
अलूक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वत्तरन्‌ । तथा तत्र 
वर्तेथाः ॥ 

“अब यदि अपने कर्मके विप्रयमे अथवा अपने आचरण- 
के विषयमै कभी कोई शङ्का उठे तो वहा जो पक्षपातरहित 
विचारवान्‌ ब्राह्मण हाँ,जो अनुभवी) स्वतन्त्र) सौम्य, धर्मकाम हो; 


के: मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका 5 


त्त्य _W™ 


उनके जैसे आचार हों) उन्हींका तुम्हे पालन करना चाहिये | 

यह बहुत ही अच्छा होगा, यदि बच्चोंको बचपनसे [| 
ऐसी बुरी आदतें न लगने दी जायँ, जैसे मिठ्ठीकी गोलि 
खेलना या दाँतोंसे अपने नख काटना । विशेषतः बै 
सामने बच्चे ऐसा कभी न करें | मनुका वचन हैं कि ऐर 
लोगोंके कुटुम्ब नष्ट हो जाते हैं । हमारे ऋषि ंध्यावन्दर 
और सदाचारमय जीवनके द्वारा अमृतत्वको प्राप्त हुए | इसी 
प्रकार हमलोग भी अपने जीवनमै सदाचारका पालन कसे 
सुख-समृद्धि ओर दीर्घजीवन लाभ कर सकते हैं । 

अन्तमें हिंदुओके, वैदिक और छोकिक--इस प्रकार जो 
भेद किये जाते हैं, उनके विषयमै एक शब्द कहना है । यह 
वर्गीकरण बहुत ही भद्दा और गळत है । हिंदू-धर्ममें ऐसा 
कोई वर्गमेद नहीं है । सभी हिंदू वैदिक हैं और सबको ही. 
सदाचारके उन नियमोंका पालन करना चाहिये, जो वर्ण और 
आश्रमके अनुसार वेदोंमे विहित हैं । 


पा TSS So 


वेदोंकी संहिताओंमें मानवताका प्रशास्त आदर्श 


( रेखक--श्रीमत्परमहंसपरिश्राजकाचायं दाशनिकसावभौम-विद्यावारिधि-न्यायमार्तण्ड-वेदान्तवागीश-श्रोे त्रिय- 
श्रह्मनिष्ठ खामीजी श्रीमहेश्वरानन्दजी महाराज महामण्डलेइवर ) 


सङ्गलाचरणम्‌ 
3» यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
ऊवौरुकमिव बन्धनान्म्रत्योर्ुक्षीय मारुतात्‌ ॥ 
( ऋ० ७ । ५९ | १२; शु० य० ३०। ६०; अथर्वृ० 
AL NE ioc १॥१८॥ ६८ । २; 
रातपथत्रा० २।५।३।१२) 


यह प्रामाणिक सिद्धान्त है कि “शास्त्रं मनुजानेवाधि- 
करोति? अर्थात्‌ वेदादि-शास्त्र मनुष्योके अभ्युदय एवं 
कल्याणके लिये ही उपदेश दे रहे हैं, इसलिये गास्रोमै 
मनुष्यीका ही अधिकार माना जाता है | अतः 
जिसके अनन्त महत््वका पावन यश द्व्यि 
सुगन्धकी भाँति समस्त विश्वमै अभिव्यात्त है तथा जिसकी 
अहैतुकी कृपासे ऐहिक) पारलौकिक एवं पारमार्थिक सभी 
प्रकारकी हितकर पुष्टियोंकी अभित्रद्धि होती रहती है, उन तीन 
नेत्रवाले- व्यम्त्रकभगवानूकी हम सब मानव श्रद्धा एवं 
एकाग्रताके साथ आराधना करते हैं। तथा उन महान्‌ परमेश्वरसे 


हम सब मानव यह विनम्र प्रार्थना करते हैं किह भगवन्‌ | 


जिस प्रकार अत्यन्त पका हुआ बैर या ककड़ीका फल | 
अपने बृन्तसे सहज ही एथक हो जाता है, उसी प्रकार आप | 
हमें कृपया बन्धनभूत अविद्या--मिथ्याज्ञानादिरूप मृत्यु 
विमुक्त कर दें ओर अभ्युदय एबं निःश्रेयसरूप अमृत-फलपे | 
कदापि विमुक्त न करें । श्रीव्यम्बक-प्रभु अपने ज्ञानरूप | 
प्रदीप सूर्यनेत्रसे मानवोंके निविड़ अज्ञानान्धकारका! | 
शान्तिरूप आहादक चन्द्रनेत्रसे संसारके त्रिविध संतापौका | 
एवं निष्काम कर्मयोगरूप वहिनेत्रसे कामकर्मादिरूप | 
कस्मघोका विध्वंस करते रहते हैं | ऐसे सुखकर; हितकर | 
परमप्रिय, सर्वात्मा भगवानूकी जप-ध्यानादिके द्वारा | 


{ 
आराधना करना हम सब मानवोंका प्रथम एवं प्रधान | 
प्रशस्त कर्तव्य है | | 


बुदा | 
मानवोंका कोडुम्बिक आदश | 


माता-पिता माई-बहिन, पति-पल्ली आदिकै | 
समुदायका नाम कुट्न है । उसके साथ सर्वतः प्रथम हम | 
सव मानवोंका केसा धर्ममय प्रशस्त आदर्श होना चाहिये ! । 
इसके लिये वेदभगवान्‌ उपदेश देते है - 











* बेदोंकी संहिताऔमे मानवताका प्रशस्त आदर्श +: ३३ 


स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु। 
(अथव १।३१।४) 
अपने-अपने माता एवं पिताके प्रति हम सव मानवोका 
स्वस्तिमय सद्भाव एवं प्रशस्त-आचरण होना चाहिये, 
जिससे वे खगहावस्थित प्रत्यक्ष देवरूप माता-पिता 
सदैव संतुष्ट एवं प्रसन्न बने रहें और हमें शुभाशीर्वाद 
देते रहें । अर्थात्‌ वृद्ध माता-पिताकी कदापि उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिये, प्रत्युत उनकी अभीष्ट देववत्‌ परिचर्या करते 
रहना चाहिये । श्रीरामवत्‌ उनकी प्रशस्त आज्ञाका पालन 
करना हमारा कर्तव्य है । अतः प्रमादवश वा उच्छुङ्कलता- 
वश उनके साथ कष्टजनक अनिष्ट व्यवहार कदापि कहीं भी 
नहीं करना चाहिये। 
और भगवान्‌ वेदके इन सदुपदेशमय शब्दोंके द्वारा 
ऐसी शुभभावना सदैव स्मृतिमै रखनी चाहिये-- 
यदा पिपेष मातरं छुत्रः प्रसुदितो घयन्‌। 
एतत्तदग्ने अतृणो भवाम्यहतो पितरो मया ॥ 
( शु० य° ९९। ११) 
“जब मैं छोटा-सा सर्वथा असमर्थ शिशु था, उस समय 
जिस विपुल स्नेहमयी माताकी मधुरतामयी गोदमै लेटकर 
प्रमुदित होकर जिसके अमृतमय स्तन्यका पान करता हुआ 
पैरोके आधातद्वारा उसे पीड़ित करता रहा; अब मैं 
उनके लाळन-पाळनादिके द्वारा बड़ा हो गया हूँ, और वे 
मेरे पूजनीय जनक एवं जननी वृद्ध एवं अशक्त हो गये हैं । 
अतः मेरे द्वारा मेरे वे वन्दनीय माता-पिता कदापि किसी 
भी प्रकारसे पीडित ( व्यथित) न हौं, प्रत्युत प्रशस्त 
सेवा-सत्कार आदिके द्वारा वे सदा संतुष्ट ही बने रहें) 
इस प्रकार हे परमात्मन्‌! में उनकी सेवा एवं प्रसन्नताद्वारा 
आरण्य ( ऋण-भार-निवारण ) सम्पादन कर रहा हूँ ।? 
अतएव अतिधन्य वेदभगवान्‌ परिवारके सभी सदस्योंके 
प्रति ऐसा उपदेश देते हैं कि-- 
अनुब्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमना । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवास्‌॥ 
मा आता भ्रातरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत खसा । 
सम्यञ्चः सब्रता भूत्वा वाचं वदत भद्गया ॥ 
( अथवं० ३ । ३० । २-३) 
“पुत्र पिताके अनुकूल ही कार्य करे, प्रतिकूल कार्य 
कदापि न करे । माताके साथ मी अच्छे मनवाला बना 


- मा० अं० ५-- 





ooo 
रहे, खराव मनवाला नहीं, अर्थात्‌ पिता-माता दोनोंके प्रति सदा 
प्रेम--सद्भाव बनाये रहे | इस प्रकार उपलक्षण -न्यायसे पुत्री 
भी माता-पिताके अनुकूल ही कार्य करे | और भार्या--पत्नी 
भी अपने स्वामी--पतिक्रे प्रति मधुर-आह्वादक) सुखमयी ही 
वाणी बोले, अर्थात्‌ देष एवं कुभावपूर्वक क्षोभप्रद 
कटु वाणी कदापि न बोले । इस प्रकार पति भी अपनी 
धर्मपत्नी--भार्याक्रे प्रति भी वैसी ही अच्छी वाणी 
बोले, खराव नहीँ । भाई भाईके प्रति भी दाय-भागादि 
निमित्तसे विद्देप्र न करे, किंतु श्रीराम एबं भरतकी 
भाँति परस्पर अपना स्वार्थत्याग प्रेमसे करनेके लिये उद्यत 
रहे | एवं बहिनके प्रति बहिन भी द्वेष न करे, किंतु सदैव 
प्रेम---सद्भाव बनाये रहे । उपलक्षण-न्वायसे भाई एवं बहिन 
भी परस्पर द्वेष न करें | इस प्रकार परिवारके सभी सदस्य-- 
सास-बहू, देवरानी-जिठानी आदि भी अच्छे मनवाले 
बनकर परस्पर झुभाचरण रखते हुए सुख-सम्पादक भद्रबाणी 
ही बोलते रहें ।? 

इसलिये वेदभगवान्‌ पुनः विरेषरूपसे दृष्टान्तप्रदर्शन- 
पूर्वक यही उपदेश देते हैं कि-- 

सहृदयं सांसनस्यमविद्वेष॑ क्रणोमि वः। 

अन्यो अन्यमभिहर्यत वरसं जातमिवाध्म्या ॥ 

(अथव ३ । ३० । १) 

“में ( वेद-भगवान्‌ ) सढुपदेशके द्वारा कुटुम्बके 
छोटे-बड़े--तुम सब सदर्स्योका हृदय सहृदय यानी परस्पर 
प्रेम-सद्भावयुक्त बनाता हूँ । समान भाववाला हृदय ही सहृदय 
कहा जाता है । जैसे अपना यह हृदय अपना अनिष्ट न कभी 
चाहता है न कभी करता है, प्रत्युत सर्वदा अपना इष्ट ही 
चाहता एवं करता रहता है, वैसे ही जो हृदय अन्योंका 
भी अनिष्ट न कभी चाइता है, न कभी करता है, प्रत्युत 
इष्ट ही चाहता एवं करता रहता दै, वह प्रश समभाबवाला 
हृदय ही सहृदय हो जाता है । इस प्रकार मैं तुम्हें 
सांमनस्यका उपदेश देता हूँ, अर्थात्‌ तुम सब अपने मनोंको 
अच्छे संस्कारोसे, अच्छे विचारोंसे, अच्छे संकल्योसे एवं 
पवित्र भावनाओंसे सदा भरपूर रखो, वेमनस्यका निवारण 
करते हुए ऐसा साम्मनस्य सदा धारण करते रहो | तथा च 
में सहृदय एबं साम्मनस्सके द्वारा विद्वेषाभावसे उपलक्षित 
प्रेम, सद्भाव, सरलता, सुशीलता, विनय, विवेक आदि 
गुणोंसे युक्त शरीरादिके सभी व्यवहारोंका तुम्हें कतंव्यरूपसे 
बोधन कर रहा हूँ । जैसे गाय अपने सद्योजात अभिनव 





0. € 
३४ के मालव बही जो स्वाथं तज होला पथिक परमार्थका # 
miei अ ३ ततव ड ">>> >>> प 
७ Me 
“देवानां भद्रा सुमतिः? इस मन्त्रपर अध्यात्म-ज्योत्स्नाविजृति, 
का संस्कृत-व्याख्यान इस प्रकार किया गया है-- 











बस्सके प्रति अत्यन्त स्नेह रखती है, वैसे ही तुम सब 
परस्पर विशुद्ध स्नेह रखो और निष्कपट, विनम्र--सरल स्वभाव 
बनाये रहो ।' 





इस प्रकार वेदमगवान्‌--हम मानवोंक्रे शहोमे पूर्वोक्त 


सदुणीके विकासद्वारा स्वगोंय आनन्दका उपभोग करनेके 
लिये ऐसा उपदेश देकर मानरवोका कौटुम्बिक आदर्श 


प्रदर्शित कर रहे हैं । 
सुमति-लाभकी प्राथना 


मानवोंमें रहा हुआ ख-पर-हितकर सद्भावनारूप धर्म ही 
मानवता कहा जाता है, इसीका दूसरा नाम सुमति है । 
यह सुमति ही मानवको सच्चा मानव बनाकर सदुणमयी 
सुख-सम्पत्तियोके सदा-प्रफुित-सुगन्धित-रमणीय-स्वा दु-फलाढ्य 
नन्दनवनमे स्थापितकर धन्य बना देती है । और जिसमें 
कुमति बनी रहती है, वह मानव मानव ही नहीं रहता, 
अपितु पूरा दानव बन जाता है, और विविध विपत्तियों- 
के कुत्सित गर्ते पड्कर दुखी ही बना रहता है । 


यह सुमतिकी प्रार्थना प्राचीनतम वेदिककालसे ही चली 
आ रही है | अतएव हमारे अतिधन्य वेदोंमे भी 
सुमति-लामकी प्रार्थनाएँ इस प्रकार की गयी है-- 
महस्ते विष्णो ! सुमतिं भजामहे । 
( ऋ० १। १५६।३) 
उर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु । 
t ( ऋ० १।२४।९) 
देवानां भद्रा सुमतिऋजूयतां 
देवानां रातिरभि नो निवर्तताम्‌ । 
( ऋ० १।८९।२३ शु० य० २५। १५) 


“हे विष्णो | तुझ महान्‌ परमात्माकी सर्वजन-सुखकर 
हितकर सुमतिका हम सेवन करते हैं|? सढुरु महर्षि आशीर्वाद 
देता है कि- हे शिष्य | तुझे उबीं यानी उदार---विशाल 
सद्भाववाळी एवं गम्भीर सुमति प्राप्त हो | हम सव मानव 
कुटिलतारहित सौम्प- ख-परहितकर सरल स्वभाव सम्पादन 
करना चाहते हैं; अतः हमें इन महान्‌ देवांकी कल्याण- 
कारिणी भद्रा सुमतिका लाम हो, वे महान्‌ कृपा देव हमें 
सुमतिका दान दै । ड्‌ 

भद्रा सुमतिके द्वारा अभिनव-सर्जित मानवजीवन 
अतीव प्रशस्त भद्रमय हो जाता है, इसलिये ऋग्वेद्संहिताके 


'देवाबुमहाल्ब्धाया यस्या अद्रायाः सुसतेः प्रभावाद्‌ 
वयं सदा सत्यमेव परिशीलयेम, सदा सस-शान्त-परसन्न 
कृपा-दष्टि-सुधापावनतरृष्टिभिरेव सर्व॑ विइवं परिषिज्ञेम, 
प्राणप्रियाभिव विश्वहितेच्छुतां सदा हृदि विधारयेम, समान. 
मनोवचनक्रियता-प्रियतासभिवृणुयाम, सबेदा सर्वेजनहित- 
करेणु सस्कार्थष्वेव मनोवाक्कायकर्मणां ग्रवृत्तीयोजयेम, न 
दिपत्सु व्याकुलतां न सम्पत्सूच्छु्डछतां चावलस्बेमहि, 
परकीयसुखढुःखसमभावग्रहणसदाग्रहशालिशीलतामेवाङ्गी- 
कुर्याम । न कदाचिदप्युद्वेगकरमनृतं वचनसुञ्चरेम, 
नान्यायतः परधनं परिहरेम, नान्यदारान्‌ कुस्सितचक्षुषा 
परिपश्येम, एकपत्नीत्रतं पातिन्रत्यं च परिपालयेम) ब्राह्मः 
सुहूर्तोत्थानं संध्योपासनादिकं नित्यकर्म, पथ्याशानं व्यायामं 
स्वाध्यायसस्सङ्गदानादिकं च प्रत्यहमल्ुतिष्ठेम, सोजन्यजन्यं 
यशः ससुपार्जयेम, परमेश्वरभक्तिलक्षणस्य नितान्तकमनीयस्य 
कल्पवृक्षस्य शान्तिसुखदां छायां क्षणमपि न परित्यजेम, | 
ब्रह्मचयोभयपराक्रमाहिंसादिदेवगुणान्‌ बिभ्याम, नित्यः 
झुद्धबुद्धसुक्तपूर्णो द्वयानन्तानन्दनिधिमात्मानमजख्रमनुसंध्याम 
इत्यादिकं यथा वृद्धकुमारी तपस्त्रिनी इन्द्रेणोक्ता 
वरं वृणीष्वेति सा वरमबृणीत--“पुत्रा मे बहुक्षीरधृतमोदनं 
काँस्यपात्यां सुञ्जीर्चिति ( व्याकरणमहाभाष्ये “न सुने? ) 
एकवाक्येन सा पतिः पुत्रा गावो धान्यमिति सवं संगृहीतः 
चती, तथात्रापि भद्रासुमतिग्रहणेन तदेतदखिलं देवसहुण- 
जातं संगृहीतं भवतीति बोध्यम्‌ । 


अर्थात्‌ देवोंके अनुग्रहसे प्राप्त जिस भद्रा सुमतिकै 
प्रभावसे हम सब मानव सदा सत्यका ही परिशीलन (सेवन) | 
करें, सर्वदा सम-शान्त-प्रसन्न प्रेम एवं कृपारूपी अमृतमयी- | 
दृष्टियोकी पावन वृष्टियोंस हम समस्त विश्वका परिप्रि्चन करते | 
रहें, प्राण-प्रिया सुन्दरीके समान विश्वहितेच्छुता हृदयमें सदा | 
धारण करे; मन, वाणी एवं क्रियाम समभाव रखनेकी प्रीति | 
का हम वरण करें, सर्वजनक्रे हितकर सत्कार्योमे अपने मन? | 
वाणी एवं शरीरके कर्मोंकी प्रबृत्तियोँको लगाते रहे । हम " 
विपत्तियोमे व्याकुलताका एवं सम्पत्तियोमें उच्छुङ्खलताका 
अवलम्बन न करे | अन्योके सुख-ढु;ख भी अपने सुख दुःखके 





समान ही इृष्टानिष्ट है अर्थात्‌ जैसे हम अपने लिये सुख दी : 


चाहते हैं; दुःख नहीं चाहते, वैसे ही हमें दूसरोंके लिये भी | 
सुखकी ही कामना रखनी चाहिये, दुःखकी नहीं । इस प्रकारं | 





220 


बट वेदका साहताओमे मानवताका प्रशस्त आदर ३५ 











के सममावका सम्पादन करनेका आग्रहशाली स्वभाव हम 
अङ्गीकार करें, कभी भी उद्दंगकर अन्नत-वचनका उच्चारण 
न करें, अन्यायसे परधनका हरण न करें; कुत्सित दृष्टिसे 
परायी स्त्रियोंकी न देखें | पुरुष-मानव एकपत्नोब्रतका एवं 
पत्नी-मानव पातित्रत्यका पालन करें | ब्राह्मसुहूतये उठना; 
संध्योपासना-मन्त्रजपादि नित्यकर्म) पथ्यभोजन)- व्यायाम, 
स्वाध्याय, सत्सङ्ग एवं दानादिका प्रतिदिन अनुष्ठान करते 
रह । अपनी सजनतासे प्रादुर्भूत यशका उपार्जन करें | 
परमेश्वरकी मक्तिरूपी सर्वथा सुन्दरतम कप्पदृक्षकी शान्त) 
सुखप्रद छायाका हम एक क्षणके लिये भी परित्याग न करें | 
ब्रह्मचर्य, अभय; पराक्रम, अहिंसा आदि देवगुणोंको धारण 
करें | नित्य-शुद्ध-बुद्ध-सुक्त-पूर्ण अद्वय-अनन्त-आनन्दनिधिरूप 
आत्माका निरन्तर हम अनुसंधान बनाये रहें |? इत्यादि । 
जैसे तपस्विनी बृद्धकुमारीके प्रति इन्द्र देवताने कहा कि “तू 
झसे वरदान माँग? इसपर उसने ऐसा वर माँगा कि 
“मेरे पुत्र कॉसीके पात्रमें बहुक्षीर एवं बहुघुतसे युक्त भात 
खायें? और इस प्रकार एक ही वाक्र्यसे उसने पति, पुत्र, गाये; 
चावळ आदि सबका संग्रह कर लिया, वेसे ही यहाँ भी 
सुमतिके ग्रहणसे सभी सद्भाव-सदाचारादि झुभगुण संग्रहीत 
हो जाते हैं । इसलिये गोस्वामी ठुळसीदासजी रामचरितमानसमें 
कहते है 
जहाँ सुमति तह संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ बिपति निदाना ॥ 


अर्थात्‌ सुमति ही विविध सद्रुणरूपी सम्पत्तियाँकी जननी 
है; और कुमति विविध दुर्गुणरूपी विपत्तियोंकी । 


© 
ख-पर-मित्रता-लाभकी प्राथना 
शुक्क यजुर्वेदसंदितामे सर्वभूतसुहृद्‌ भगवानसे मानव 
इस प्रकार स्व-पर-मित्रता-लाभके लिये प्रार्थना करते हैं--- 


चते! इह मा मिन्रस्य मा 
चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समाक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि 


भूतानि समीक्षे चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 
( शु० य० ३६। १८) 
- है हते ! अर्थात्‌ सर्वजनोके द्वारा आदरणीय-प्रार्थनीय 
अनन्तानन्दनिये भगवन्‌ | या निखिलशोक्र-संताप-विदारक 
परमात्मन्‌! अथवा--“दृते? इसे “सति सप्तमी” विभक्ति भी सान 
सकते हैं अर्थात्‌--ईष्या-द्ेषादि दोषोंके दवारा मेरा अन्तःकरण 
विदीर्ण एवं विक्षित्त रहनेपर तथा शान्ति-सद्गिचारादिसे भ्रष्ट 


हौनिपर» हे सवशक्तिमान्‌ प्रभो ! तू मेरे दुर्गुणादिका निवारण 
करके मुझे मेत्र्यादि सद्भावनासे युक्त बना ! मनुष्यादि विविध 
समस्त प्राणिवग मुझे मित्रको दृष्टिसे देखें, शत्रुकी दृष्टिसे नह 
ऐसी मे प्राथना करता हूँ । ( मित्र वह है, जो स्नेह रखता 
हैं एवं उपकार करता रहता दै । मित्रकी दृष्टिसे मुझे सब 
तभी देखने लगेंगे, जब मैं उन सबका प्रिय बना रहूँगा। 
सबका प्रिय में तमी बन सकता हुँ, जब मैं भी उन सब 
प्राणियोंकी मित्रकी दृष्टिसे ही देखता रटँ । अतएव ) मैं 
सबको मित्रकी सुखकर हितकर प्रिय दृष्टिसे ही देखता हूँ, यह 
मेरी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा है और हम सब मानव मित्रकी 
दृष्टिसे ही एक-दूसरेको देखते है, यह हम सबकी समष्टि 
प्रतिज्ञा है । अर्थात्‌ मैं समस्त मानवादि प्राणिवर्गको आत्मवत्‌ 
प्रिय मानूँ- केवल प्रिय ही नहीं, किंतु उनका हितकर-सुखकर 
भी बना रहूँ और वे भी मुझे प्रिय मानें, मेरे प्रति हितकर- 
सुखकर ही बने रहें |? 

मित्रकी दृष्टि सर्वथा प्रिय-मावनायुक्त, शान्त एवं 
हितकर ही होती है; वह किसी मी प्राणीके प्रति अनिष्टकी 
भावना एवं ईर्ष्या-द्वंपभाव नहीं रखती । सबके प्रति हमारा 
मित्रभाव तभी सिद्ध हो सकता है, जब हममें 
कापट्य) विश्वासघात, अनिप्रचिन्तन, परार्थ-विघातपूर्वक 
स्वार्थसम्पादनादि दुर्गुण न हों। जो-जो बातें हमें प्रतिकूल 


42 व 


हैं, हम अपने लिये जिन-जिन वातोंको अच्छा नहीं मानते; 


उन सबका हम दूसरोंके प्रति भी कभी आचरण न करें; 
तभी हम सबके प्रिय मित्र हो सकते हें । जब हम सर्वतः 
प्रथम सबके प्रति मित्रभाव रखनेके लिये प्रयत्नशील बने 
रहेंगे, तभी वे सब हमारे प्रति भी मित्रमाव रखनेके लिये 
तैयार होंगे | इस प्रकार परस्पर मित्रमाव रखनेसे ही 
मानव सच्चा मानव बनकर सर्वत्र सुखपूर्णं स्वर्गीय दृश्यका 
निर्माण कर सकता है । 


~ 


अथव संहितामे भी ऐसी ही प्रार्थनाएँ की गयी है-- 
सर्वा आशा मस मित्र भवन्तु । 
( अधवे० १९। ५। ६ ) 
प्रदिशो मे भवन्तु 
न वै त्वा द्विष्मो अभयं नो अस्तु । 
( अथवं० १९ | १४। १) 
( अथवे० १२। १। १८) 


असपत्ना: 


मा नो द्विक्षत कश्चन । 


“मञ्चाः क्रोशन्तः की तरह यहाँ तात्स्थ्यलक्षणासे 
आशाका अर्थ उनमें अवस्थित जन समझना चाहिये। आशा 

















। ड 
| ३६ ऋ मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका ॐ 
| 
1091 | नी 
| आ यि > 
|| यानी दिशाए । अर्थात्‌ समस्त दिशाओंमें अवस्थित निखिल लक्ष्मी मानी जाती है । ऐसी खराव लक्ष्मी मानवसमाजमे सं 


i मानवादि प्राणी मेरे मित्र- हितकारी ही बने रहें और मै मी पैदा कर देती है और मानवको 
h उन सबका हितकर मित्र ही बना रहूँ । समस्त प्रदेशमे लक्ष्मी नीति, धर्म एवं परिश्रमसे उपार्जित है, जिसके लि 
अवस्थित जन मेरै प्रति संताप एवं उपद्रवके बीजभूत शत्रु. किसीके प्रति अत्याचार नहीं किया गया, वह लक्ष्मी पुण्यमयी 
भावसे रहित हो । तेरे या अन्य किसीके प्रति भी हम द्वेषमाव भद्रा लक्ष्मी है । वह रिष्टप्रशंसाः यश, पुण्य एवं क 
। नहीं रखते; प्रत्युत प्रेम--सद्भाव ही रखते हैं, इसलिये हमें कृपालामद्वारा मनुष्यको सद्गति प्रदान करती है | इसलिये 

i | परस्पर अभय ही बने रहना चाहिये | कोई भी मानव हमारे अथर्वसंहितामे ऐसी प्रार्थना की गयी है--- 

1 प्रति देषभाव न रखे; प्रत्युत प्रेम--सद्धाव ही रखे 
° (९) 
मधुरतापूण समग्र-जीवनकी प्राथना 

I कैसे जीना और कैसे मरना ! ये दो प्रश्न समस्त 
| मानबोके प्रति हरदम उपस्थित रहते हैं । जैसा जीवन, वेसा 


बड़ी दुर्गति देती है | जे 


5» या मा लक्ष्मीः पतयालूरजुष्टा- 
भिचस्कन्द॒ वन्दनेच वृक्षम्‌। 
अन्यत्रास्मत्‌ सवितस्तामितो धा 


हिरण्यहस्तो वसु नो रराण॥ 
मरण- यह सामान्य नियम है । जिसका जीवन मधुर है, . ( अथर्व० ७ । ११५।२) 
LE उसका मरण भी मधुर ही रहता है | जिसका जीवन कटु 
||| है, उसका मरण भी कटु ही बन जाता है। जो अपने “जो लक्ष्मी दुर्गतिकारिणी है--जिसका लोभ मानवको 


| जीवनको सुधारता दै, उसका मरण भी खतः सुधर जाता धर्म एवं नीतिसे भ्रष्ट कर देता है, शिष्ट मानव जिसका 
ही रहता है । अतः स्वतःप्रमाण वेदभगवान्‌ प्रथम हमें 


% ऐसी लक्ष्मी लक्ष्मी ही नहीं दै, किंतु अलक्ष्मी है । वह, जिस 
अपने इस वर्तमान जीबनको मधुरतापूर्ण ही बनानेके लिये ड है 





| देते हैं प्रकार वन्दना नामकी लता हरे-भरे वृक्षका शोषण करती है; 
| || हमारी प्रार्थनाद्वाण इस प्रकार आदेश देते है क ET 0000060, बन 
|| टं 9 उस प्रकार मेरा भी शोषण करती है | इसलिये हे सविता देव | 
|; बेश मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । 


पल (तति? त नया मा: ॥ उस खराब लक्ष्मीको मेरे समीप मत रहने दें, मत आने दें, उसै 
हित कता सत रहने दें और सुवर्णके समान ज्योतिर्मय हस्तवाले 

(निक्रमण यानी मेरी समस्त प्रवृत्तिया मधुरतापूर्ण सर्वत्र वित ह Ses सी हाती नेन 

सदा प्रसन्नता-सम्पादक ही बनी रहें और परायण यानी मेरी त भन पकर सुपर अनुग्रह करे |? 

निखिल निद्वत्तियाँ भी मधुरतासे युक्त ही होनी चाहिये । ( जैसे इस प्रकार अथर्ववेदके अन्य मन्त्र भी पापमयी 

अनीतिसि पखव्यअहणसे निडृसि_ जो संतोषरूपा है तथा रश््मीके निवारणका एवं पुण्यमयी लक्ष्मीके लाभका उपदेश 

उच्छुह्कल विषयु-लालसाकी नित्रत्ति जो संयमरूपा है-- दे रहे हैं । जेर t 

इत्यादि निवृत्तियॉ यहाँ समझनी चाहिये । ) जिह्वाके द्वारा में BSS 


मधुर ही बोलता हूँ और मैं बाइरभीतर सबमें पूर्ण सन्मात्र- शिवा अस्मभं जातवेदो नियच्छ। 
नमासम ल ही सतत दर्शन करता रहता ( अथवं० ७। ११५ | ३ ) 
हूँ।( इस प्रकार मेरा समग्रजीवन मधुमय बन जाय तो मेरी स्मन्तां पुण्या लक्ष्मी याः पापीस्ता अनीनदाम्‌ 
मत्यु भी मृत्यु न रहकर मधुमय--अमृतरूप ही बन जायगी, क्ष्म RU रास्‌। 
और मैं मानवताके उच्चतम आदर्शके दिव्यतम शिखरपर रिन RS TS) 
आरूढ दोकर धन्य एबं कृतार्थ बन जाऊँगा । ) भ पतेतः पापि ! लक्ष्म ! नञ्येतः प्रानुतः पत । 
पापिनी-लक्ष्मीके निवारणकी एवं भद्रा पुण्यमयी NR Wes 
लक्ष्मीके लाभकी प्रार्थना जोते स पसर | हमें कतयाणकारिणी--पुण्यमयौ 


अन्यायोपार्निता एवं *वलात्कारसे संहीता लक्ष्मी पापिनी कल पे नन का 
पत जास क - सुखी बनायें और जो पापिनी लक्ष्मी है, उसका हो जाय | 
इस समय पापिनी लक्ष्मीकी प्राप्तिक--रिश्वित-कालावाजार, है पापमयी धनरूपी लक्ष्मी । 8 


अध्यचार-आदि---जो दुष्ट साधन हैं, वे सब बलात्कार ही कहे जाते हैं। हो जा एवं अति दूरखलते कर त चली जा- अदृष्ट 
| 








% वेदौकी संहिताओमे मानवताका प्रशस्त आदर + 





दुशरित-दुभोवनादिरूप कस्मषोंके निवारणद्वारा 
ही मानवताका विकास 


मानव जबतक दुश्वरित-दुर्भावना आदिरूप कल्मषोंका 
निवारण नहीं करते, तबतक उनमें अवस्थित सुप्त मानवताका 
विकास नहीं होता; इसलिये हमारे अतिधन्य वेदोंमें इन 
कल्मषोंके निवारणके लिये एवं उनसे पुनः अपनी रक्षाके लिये 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरसे पुनः-पुनः प्रार्थनाएँ इस प्रकार 
की गयी हैं--- 





ॐ श्रेष्ठी जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां वत्रबाहो । 
पर्षि णः पारमंहसः स्वस्ति विश्वा अभीती रपसो युयोधि ॥ 
( ऋ० २।३३।३ ) 
अर्थात्‌ हे रुद्र--दुःखद्रावक भगवन्‌ ! उत्पन्न हुए 
समग्र विश्वके मध्यमें अपरिमित ऐश्वर्यसे तू ही एकमात्र श्रेष्ठ 
है । हे वज्रबाही ! विविध शक्तियोंके द्वारा बढ़े हुए देवोंके 
मध्यमै एकमात्र तू ही अतिशय बढ़ा हुआ महादेव है। 
वे--आप भगवान्‌ हम सभी मानर्वोको दुश्चरितरूप पापसे; 
जो पशुता एवं दानवताका विकासक है- अनायास ही पार कर 
दें, और उस पापके दुस्सङ्ग-दुर्मावना आदि सभी कारणोसे 
भी हमें प्रथक कर दें। 
ॐ यदाशसा निःशसाऽशिसोपारिम जाग्रतो यत्खपन्तः । 
अभिर्विश्वान्यप ढुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्‌ दघातु ॥ 
( ऋ० १०। १६४ । ३ ) 
“जागते हुए या सोते हुए अर्थात्‌ जानते हुए या नहीं 
जानते हुए हमने झूठी आशासे या कामादि दोषोंसे या 
बुरे संस्कारोसे एवं दुष्ट संगतिसे जो-जो दुश्चरितरूप पाप 
किये हैं या करते हैं; अग्निमगवान्‌ शिष्ट ( श्रेष्ठ ) पुरुषोंके 
द्वारा असेबित उन सभी पापमय दुष्क्ृतोंको हम सब मानवोसे 
अलग करके दूर भगा दें |? 
३ उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः । 
उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः॥ 
( ऋ० १० । १३७। १। अधवं० ४ । १३।१ ) 


“हे देवो ! मुझ मानवको अच्छे पुण्यमय सञ्चरितरूप मार्गमें 
जानेके लिये ही सावधान करें, प्रेरित करें तथा हे देवो ! 
विषयासक्तिरूप प्रमादसे मुझ मानवको अलग करके समुन्नत 
बनायें, पुनः दे देवो ! पाप-अपराधको किये हुए, या करते 
हुए मुझ मानवको पुनः उससे बचायें--रक्षा करें तथा हे 


AAAS 





३७ 











देवो ! मुझे शोभन, पवित्र, शान्तिमय आनन्दमय, जीवने 
युक्त करें |? यहाँ यह समझना चाहिये कि एक ही भगवान्‌- 
की अनेकविध शक्तियों एवं दिव्य विभूतियोंका नाम ही 
देवगण है । इसलिये यह देवोंकी प्रार्थना भी वस्तुतः 
भगव्यार्थना ही है । 


श्रमोंकी पराकाष्ठारूप कृषिके लिये उपदेश 


मानव जब श्रमसे मुख मोडता दै और नितान्त सुविधा- 
प्रिय विलासी एवं आळसी बन जाता है और परिश्रम बिना 
मुफ्तमे ही धन-धान्यादिकी प्राप्तिकी अभिलाषा रखता दै, तब 
उसमें मानवता-विरोधी दानवताक्रे पोषक दुगुणांकी भरमार 
हो जाती है । श्रमद्वार पसीना बहाकर कुटुम्ब-निर्वाहके 
लिये जिससे धन-धान्यादि प्राप्त किया जाता है, वही कृष्यादि 
उत्कृष्ट साधन हृदयका शोधक एवं सानवताका विकासक बन 
जाता है । प्रसिद्ध अनेकविध श्रमेमिसे एकमात्र कृषि ही श्रमोंकी 
पराकाएारूप मानी गयी है, अतएव उत्तमताका बिरुद 
( टाइटल) उसे ही दिया गया है | इस समय भारतको जहाँ 
बेकारी एबं दरिद्रता नग्मरूपसे नाच रही है और जनसंख्या 
भी अनर्गळरूपसे बढ़ रही है--विशेषरूपसे उत्पादक कृषक- 
वर्गकी समुन्नतिकी खास आवश्यकता है । इसलिये हमारा 
अतिधन्य वेदभगवान्‌ भी मानवोके प्रति कृषिके लिये इस 
प्रकार उपदेश देता है-- 
ॐ अक्षैसी दीव्यः कृविमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः। 
तत्र गावः क्रितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः ॥ 
( ऋ० १०।३४। १३ ) 
“हे कितव ! तू पाशोसे जुआ मत खेल । जीवन-निर्वाहके 
लिये तू कृषि कर--अर्थात्‌ परिश्रमी बन) हरामी मत बन । 
नीतिके मार्गसे कमाये हुए धनको बहुत मानता हुआ तू उसमें 
ही रमण कर अर्थात्‌ संतोष रखकर प्रसन्न रह । उस उत्तम 
व्यवसायरूप कृप्रिमें ही गो आदि पशु भी सुरक्षित रहते हैं, 
एवं उसमें ही स्री आदि कुटुम्बीजन मी प्रसन्न रहते हैं | ऐसा 
मुझ मन्त्द्रष्टा ऋषिके प्रति इन विश्वस्वामी सविता देवने 
मानवोँको उपदेश देनेके लिये कहा है |? कितव यानी (कि तव? 
अर्थात्‌ तेरा क्या है ! सब कुछ मेरा है? ऐसा मिथ्या दुष्टभाव 
रखनेवाला हरामी मानव । सट्टा आदि भी एक प्रकारका 
जुआ ही माना गया है) इसका भी परित्याग यहाँ उपदिष्ट है। 


इस प्रकार अन्य अनेक वेदमन्त्र भी कृष्रिके लिये ऐसा 
उपदेश देते दै-- 





I IE 


| 
| 
| 








सुसस्याः कृषीस्कृचि । (शु० य० ४। १०) 
कृष्ये खा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा । 
( शु० य० ९ | २२) 
नो राजा नि कृषिं तनोतु। (अथव ३ । १२।४) 
ते कृषिं च सस्यञ्च मनुष्या उपजीवन्ति। 
(अथव ८ । १० । १२) 
सा नो भूमिवेधेयद्‌ वघमाना। ( अथर्व० १२। १। १३) 
“हे मानव | तू चावल, गेहूँ आदि अच्छे धान्यवाली 
कृषि कर । कृषिके लिये, तल्लभ्य निर्वाहके लिये; धनके लिये 
एवं परिवारादिके पोषणके लिये मैं परमेश्वर तुझ मानवको 
नियुक्त करता हूँ | हमारा राजा या नेता कृष्रिका अच्छ 
प्रकारसे विकास एवं विस्तार करता रहे । वे सब मानव 
कृषि एवं धान्यका ही उपजीवन करते हैं | शोभन ऋषिके द्वारा 
अभिवर्धित एवं सुशोभित हुई भूमि माता हमें सभी प्रकारसे 
समुन्नत एवं सुखी बनाये ।? 
अभ्युद्य-प्रयोजक संघट्टनादिका उपदेश 
समस्त अभ्युदयोका प्रयोजक है--समाजमें एवं राष्ट्रमै 
परस्पर संघट्टन, संवदन) सद्भाव तथा अपने ही न्यायोचित 
भाग ( हिस्से ) में एकमात्र संतोष रखना, दूसरोंके भागोंको 
लेनेकी इच्छातक भी नहीं करना--यही मानवताका विकासक 


आदर्श चरित्र है। इसका निखिल-वसुधानिवासी मानवोंके हितके 
लिये जगद्गुरु वेदभगवान्‌ इस प्रकार उपदेश देते है - 


७४ सं गच्छध्वं संवदृध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 
( ऋ० १० | १९१ | २; अथवं० ६ । ६४ । १; तै० 
ना २।४।४। ४) 
“आप सब मानव धर्म एवं नीतिसे संयुक्त हुए परस्पर 
प्रेमसे सम्मिलित संघरित बनें | सब मिलकर अभ्युदयकारक 
अच्छे सत्य हित-प्रियवाक्यौको ही बोलें तथा आप सबके मन; 
सुखदुःखादिरूप अर्थको सबके लिये समानरूपसे जानें । जिस 
प्रकार पुरातन इन्द्र-वरुणादिदेव धर्म एवं नीतिकी मर्यादाको 
जानते हुए अपने ही हविर्भागका अङ्गीकार करते हैं, उसी 
प्रकार आप सब मानव भी अपने ही न्यायोचित भागका अङ्गी 
कार करें) अन्यके भागको अन्यायसे ग्रहण मत करें | 
इस मन्त्रपर--अध्यात्म-ज्योत्स्ना-विव्वतिका 
व्याख्यान इस प्रकार है--- 


संस्कृत- 


- परिज्ञाय स्वभागरक्षणायान्यभागहरणं कटा 


# मानव बही जो साथे तज होता पथिक परमार्थका * 











= 








SR 
जगदीश्वरो भगवान्‌ सर्वानू मानवानू इतथं सञुप दिति | 
यूयं सर्वे धर्मनीतिसंयुप्ता भवत । निखिलदुःखविपिदा, | 
कौटिल्यं विरोधं च विहाय सवंसोख्यसम्पन्मूला संघशक्ति त्तौ 
श्रयत। भारतसूदेव्या यथाखण्डाभ्युद्यो भवेत्तथा म्यत | 
परिपुष्टरारीरेन्द्रियबल्वुद्धिविद्याशक्तिमन्तः सन्तः स्वदेशाभ्युदय ; 
स्वदेशरङ्कबन्धुसहायं च कुरुत । विश्वहितेषित्वं जगडन्पुतच ३. 
परार्थेषु स्वार्थडुद्धित्व॑ च विधत्त । मनसा वचसा कर्मणा ३ 
यथाशक्ति यावजीवं स्वपरहितमेव वितनुत । यद्यदात्मन, 
प्रतिकूल तत्तत्परेषु कदापि कथमपि न समाचरत । यद्यदात्मगे. 
ऽनुकूरमिष्टं यथा च--“सर्वे प्राणिन अस्साकमनुकूला ग. 
कारका मित्राणि च भवेयुः, हितमेव चिन्तयेयुः, सुको 
समर्पयेयुः, आपत्समये सहायकाः स्युः, न चास्मान्‌ निन्देयु; 
न निष्ठुरमनृतं च पेरन्‌ । स्वकीयस्वसदुहितृपत्न्यादि 
कुदृट्या न केऽपि पञ्येयुः, न चास्मान्‌ वञ्चयेयुः, नर 
विश्वासघात द्रोहं च कुर्युरित्यादिलक्षणं स्वेभ्यो यथा युष्माभिः 
रभिळष्यते, तत्तदखिलं वयं सर्वेषासनुकूला उपकार 
मित्राणि च अवेस इत्यादिकं तथेव यूयमन्येभ्योऽप्यभिलपत।} 
"`` ~` `“ “परस्पर सङ्गावयन्तः, चेतसः इष्यापरापः 
कारचिकीर्षासूयामर्षकाछुष्यं परित्यजत । सुखितेषु दुःखिते 
पुण्यकृत्सु पापिष्ठेषु च क्रमशो मैत्रीकर्णासुदितो पेक्षालक्षणं | 
चेतःप्रसादिनीं भावनाचतुष्टयीं प्रणयमधुरां प्रेयसी सुन्दरी 
सिव समाश्लिष्य सौजन्याम्रतसिन्धवो भवत । परसुखसम्पद | 
भङ्गकरणं स्वसुखसम्पञ्गङ्गायैव भवति, परदुःखविपत्मरदात 
स्वढु:खविपत्प्रदानायैव भवतीति च मनसि विनिश्चित्य पर 
सुखसम्पद्भङ्गः परदुःखविपत्मदानं च न कदापि करणीयम्‌ 
निर्पमधैयं निसगंसिद्धोत्साहं निस्सीमशौर्यशक्ति विपुलतमः 
प्रज्ञाविद्युति च समाश्रित्य सदा गभीरोदारशान्तविुद्धाशया | 
प्रसन्नाना विष्तवीरनताश्च भवत | अन्यभागाहरणं स्वभा | 
हरणायैव भवति, कृतानुकरणस्य लोकस्त्रभावसिद्धत्वादिि, 
दापि न कतंव्यम | 
स्वभागसंतोपाभावादेव परभागलिप्सा प्रादुर्भवति, तर्या 
खळ विविधं कलहं कुर्वाणा मानवाः 
एताइशानां त कुतो$भ्युद्य:, कुतस्तरां सोख्यं च सिद्ध येताम्‌ 
तसया देवाः परस्परमेकमत्यं प्राप्ता यशे स्वकीय” | 
मेव हविभागमाददते, नान्यदीयं हविभागं लिप्सन्ते तर्थ | 


यूयमपि स्वभाग एव संतोषमास्थाय कदाप्यन्यायेन हेतुर | 
मा परभागलिप्सां कुरुत इति । 


कुटिलप्रक्ृतयों अवन्ति 


| 


अधात्‌ जगदीश्वर भगवान्‌ विश्वके समस्त मानवोके प्रति | 





इस प्रकार यथार्थ हितकर उपदेश देते है--आप सब मानव 
धर्म एवं नीतिसे संयुक्त बनें | निखिल दुःख एवं विपत्तियोंके 

कारण कुटिलता एवं विरोधका परित्याग करके समस्त सुख 
एवं समग्र सम्पत्तिके मूल-कारण संब-शक्तिका सम्यक्‌ आश्रयण 
करें । भारत भू-देवीका जिस प्रकार अखण्ड अभ्युदय हो; 
उसी प्रकार आप सब प्रयत्न करें । परिपृष्ट शरीर-इन्द्रिय-बल- 
बुद्धि-विद्या-शक्तिवाले होकर अपने देशका अभ्युदय करे, एवं 
अपने देशके रडु-बन्धुओकी सहायता करें | विश्वके हितकी 
इच्छाको, जगतूके बन्धुत्वको एवं पराथंमिं स्वार्थबुद्धित्वको 
धारण करें | मनसे; वाणीसे एवं कर्मसे शक्तिके अनुसार जीवन- 
पर्यन्त अपने एवं पराये हितका ही विस्तार करते रहें । जो- 
जो बातें अपनेको प्रतिकूल हैं--नापसंद हँ, उन-उनका 
दूसरोंके प्रति कदापि किसी भी प्रकारसे आचरण न करें। जो- 
जो बातें अपनेको अनुकूछ--पसंद हैं; इष्ट दें--जैसे सब 
मानवादि प्राणिमात्र हमारे अनुकूल, उपकारक एवं मित्र 
हों) वे हमारे हितका ही चिन्तन करें) हमें सुख ही समर्पण 
करें) आपत्तिके समय वे सव सहायक हों--रक्षक हो; हमारी 
निन्दा न करें; हमारे प्रति निष्ठुर--उद्देगकर एवं अनृत भाषण 
न करें; अपनी बहिन-बेटी-पत्नी आदिको खोटी दृष्टिसे कोई भी न 
देखें, हमारी वञ्चना (ठगाई ) न करें, हमारे प्रति विश्वासघात 
एवं द्रोह न करें--इत्यादिरूपमें जिस प्रकार हम अपने लिये 
अभिलाषा रखते हैं, उस-उस निखिल इष्ट--हम सबके 
अनुकूल, उपकारक एवं मित्र हो, इत्यादि रूपमै उस प्रकार 
ही आपलोग, अन्य मानवोके लिये अभिलाषा रखें ॥ "* 
परस्पर सद्भावना रखते हुए चित्तकी ईर्ष्या, अन्यका 
अपकार करनेकी इच्छा; असूया एवं क्रोधरूपी कालिमाका 
परित्याग करें । सुखियोंके प्रति मैत्री, दुखियोंके प्रति करुणा, 
पुण्यवानोंके प्रति मुदिता एबं पापियोसे उपेक्षारूप चित्तको प्रसन्न 
बनानेवाली इन चार प्रकारकी भावनाओँका प्रेममधुरा प्रेयसी 
सुन्दरीकी भाँति सम्यक आश्रयण कंरके सज्जनतारूपी अमृतके 
सागर बनें । अन्यके सुख एवं सम्पत्तिका भङ्ग ( नाश ) 
करना अपनी ही सुख-सम्पत्तिके मङ्गके लिये होता है । तथा 
दूसरेको दुःख एवं विपत्तिका भाग देना अपने ही दुःख एवं 
विपत्तिके लिये होता है, ऐसा मनमें विशेषरूपसे निश्चय 
करके अन्यकी सुख-सम्पत्तिका भङ्ग एवं अन्यको ढुःख- 
विपत्तिका प्रदान कदापि नहीँ करना चाहिये । उपमारहित 
धैर्या, खभावसिद्ध-उत्साहका) सीमारहित शौर्य-शक्तिका एवं 
अति विस्तृत प्रज्ञा-प्रकादाका सम्यक आश्रयण करके सदा गभीर- 





[का प्रशस्त आदर ३९ 





उदार-शान्त एवं विशुद्ध हृदयवाले) प्रसन्न-शान्त मुखवाले एवं 
वीखतकी धारण करनेवाले बनें । अन्यके भाग ( हिस्सा ) 
का हरण करना अपने भागके हरणके लिये ही होता है; 
क्योंकि किये हुएका अनुकरण करना लोगोंक्रे खमावसे सिद्ध 
है, ऐसा निश्चित समझ करके अपने अधिकृत भागकी रक्षाके 
लिये अन्याधिकृत मागका हरण ( ग्रहण ) कदापि नहीं 
करना चाहिये | अपने मागमै संतोष न होनेसे ही दूसराके 
भागोंकी लिप्सा ( प्रात्तिकी इच्छा ) का प्रादुर्भाव होता है । 
उस लिप्साके कारण ही विविध प्रकारके कलह ( लड़ाई- 
झगड़े ) करते हुए मानव कुटिल प्रकृतिवाले दुर्जन हो जाते 


हैं । इस प्रकारके उन दुष्ट-मानवोंका केसे या कहाँसे अभ्युदय 


(उन्नति ) एवं केसे या कहाँसे सुखकी सिद्धि हो सकती है १ 
इसलिये जिस प्रकार देवगण यज्ञमे परस्पर एक मति प्राप्तः 
कर अपने ही हविर्मागको ग्रहण करते हैं, अन्यके हविर्भाग- 
को लेनेकी इच्छा नहीं रखते, उसी प्रकार आप सब मानव 
अपने भागमे ही संतोष धारण करके कदापि अन्यायसे अन्य- 
के भागोंकी लिप्सा न रखें | 

अथर्ववेद भी हमें इसी प्रकार संघटनका उपदेश 
देता है-- 

सा वियौष्ट अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत । 

( अथर्व ० ३ । ३० । ५ ) 

(एक दूसरेसे प्रेमपूर्वक सत्य, प्रिय एबं हितकर भाषण 
करते हुए तुम सब मानव आगे बढो, अलग-अलग मत 
होओ; परस्पर विरोध मत करो) प्रत्युत सम्मिलित होकर 
शान्तिसे रहो । 

समभावका सदुपदेश 

विष्रमभाव अशान्ति एवं दुःखका प्रयोजक है, एवं सम- 
भाव शान्ति एवं आनन्दका आविर्भावक है । इसका प्रत्यक्षा- 
नुभव मानवोको अपने लौकिक व्यवहारोमे भी होता रहता 
है । परमार्थ-कल्याणमार्गमे तो विषमभावका त्याग नितान्त 
अपेक्षित है, इसके बिना समभावका लाभ कदापि नहीं हो 
सकता । अतः विषमभावका विष्रके समान परित्याग करके 
अमृतके समान समभावको धारण करनेके लिये वेदभगवान्‌ 
इस प्रकार उपदेश देते है-- 

ॐ समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो सनो यथा वः सुसहासति ॥ 
(ऋ० १० । १९१ । ४; अथवं० ६ । ६४। ३; तै० ब्रा० 

२।४।४।५) 


oe 





४० 





त उह सहीत पा ` ` सब मानवौंकी आकूति यानी संकल्प, निश्चय, 
प्रयल एवं व्यवहार समान--समभाववाले, सरछ--कापस्यादि 
दोषरहित: स्वच्छ रहें | एवं आप सब मानवौंके हृदय भी समान-- 
निन्द, हर्ष-शोकरहित सममाववाले रहें . तथा आप सब 
मानवोका मन भी समान--सुशीळ, एक प्रकारके ही सद्भाववाला 
रहे । जिस प्रकार आप सवका शोभन ( अच्छा ) साहित्य-- 
( सहभाव ), धर्मार्थादिका समुच्चय सम्पादित हो, उस प्रकार 
आपके आकूति--हृदय एवं मन हों । 

इस मन्त्रपर 'अध्यात्म-ज्योत्स्ना-विव्ृति’का संस्कृत 
व्याख्यान इस प्रकार है-- 
है मानवाः ! सवेलोकहितोपदेष्टुमम भगवतो वेदस्येमं 
सहुपदेशं सावधानेन मनसा यूयं समाकर्णयत, तदनु विचार्य 
स्वहृदि च विधारयत । युष्माभियुंष्मदीयाः सर्वे संकल्पा 
निश्चयाः प्रयत्ना व्यवहाराश्च सरलाः अवक्राः कापव्यविश्वास- 
घातादिदोषरहिता भावसंशुद्धिसमुपेताश्र क्रियन्ताम्‌ । तथा 
हृदयानि समानानि विधीयन्तां न विषमाणि, येन यूयं 
सौमनसं सुखं रभध्वम्‌ । येषां खलु विवेकबिचाररहितानां 
मूढानां हृदयानि वैषयिकं सुखमनुरज्यन्ति, दुःखमनुरुदन्ति, 
लाभे प्रसीदन्ति, अलाभे च विषीदन्ति, जयमाद्वियन्ते, 
पराजयमवमन्यन्ते, सम्मानस्तुत्यांदौ हृष्यन्ति, अवमान- 
न्दादो म्हायन्ति, तेषां हृद्यानि तानि रागद्वेषाभ्या 
प्रवतेमानानि द्वन्द्वमजख भजमानानि विषमाणीत्युच्यन्ते । 
येषां किल विवेकविचारशीलानां महाधीराणां विज्ञानां हृदयानि 
न सुखं वैषयिकं क्षणिक तुच्छ प्रेप्सन्ति, न दु:खं जिहासन्ति, 
किंतु बलव॒स्प्रारब्धवशात्‌ समागते सुखढुःखे5नासक्तबुद्धया- 
डनुभवन्त्यपि तानि प्रियमिष्टं प्राप्य नाचुरज्यन्ति, अप्रिय: 
मनिष्टै प्राप्य न द्विषन्ति | एवं काभे न नन्दन्ति, नालाभे 
संतपन्ति, न विजयं प्रमोदकरं याचन्ते, न पराजयं संतापकरं 
जुगुप्सन्ते, न मानावमाननिन्दास्तुस्यादौ हर्षशोकाभ्यामनुः 
द्रवन्ति, एवं सवंत्रान्तबेहिः समव्रह्मभावनावशात्‌ क्कचिदपि 
कदाचिदपि रागद्वेषाभ्यामप्रवर्तमानानि पाथसा पाथोजवत्‌- 
ताभ्यामसंस्टष्टानि इन्द्वातीतानि तानि समानानीत्युच्यन्ते । 

------ तस्माद्ययं हृदयस्य गर्द्यतमं वेषम्यं यत्नेन परित्यज्यध्वं 

समानत्वापरपर्यायं स्तुत्यतमं साम्यं साद्रेण भजध्वम्‌ । 

समत्वयोगेनैव सरवेविधं शोभनं घर्माथौदेः साहित्यं सुलभं 
सिद्धःयतीति । 
अर्थात्‌ है मानवो ! समस्त लोगोंके हितके उपदेश 


> & __ 23 भ्र्का 02 
ओ मानव वही जो स्वाथ तज होता पथिक परमा 


मुझ भगवान्‌ वेदके इस सढुपदेशाको सावधान मनसे आप 
सुनें और पश्चात्‌ विचार करके उसे अपने हृदयमें धारण के 
आप सब अपने समस्त संकल्प, निश्चय, प्रयत्न एवं व्य, 
सरलता; यानी वक्रता--टेढेपन ( उच्छूछुछता ) से र्त 
कापट्य-विश्वासघातादि दोषोंसे रहित एवं हृद्यके भगेन । 
सम्यक शुद्धिसे संयुक्त करें तथा हृदयोंको भी समान (स. 
भाववाले ) करें, विष्रम ( विरुद्ध--द्वन्द्व भाववाले ) नए 
जिससे आप सब मानव सुशोमन--पवित्र मनके होकर दिव्य ' 
प्रात करें । विवेकविचारसे रहित जिन मूढ़ मनु 
हृदय विषयोके ठुच्छ--क्षणिक सुखके पीछे अनुरक्त हो ज 
हैं; दुःखके पीछे रोने लगते हैं, लाभ प्राप्त होनेपर प्रसन्न का 
जाते हैं एवं हानि होनेपर विषादको प्राप्त होते हैं, जयका समाद 
करते हैं और पराजयका तिरस्कार करते हैं, अपने समाः 
स्वुत्यादि होनेपर हर्षित हो जाते हैं और अपमान-नितदाह 
के होनेपर म्लान हो जाते हैं | उन्हींके वे हृदय, रागरे 
द्वारा प्रवर्तमान होनेके कारण एवं निरन्तर सुख-दुःखा्‌ 
इन्द्रोंका ही सेवन करते रहनेके कारण विषम कहे जाते ह | 
और विवेकविचारशील महाधीर जिन विज्ञोंके हृदय 
शब्दादि-विष्रयजन्य क्षणिक तुच्छ सुखकी प्राति | 
इच्छा नहीं रखते न ढुःखके त्यागकी ही इच्छ 
रखते है, किंतु बलवान्‌ प्रारूधके योगसे आये हुए पुश 
एवं दुःखका अनासक्त बुद्धिसे अनुभव करते हुए भी छ 
(प्रिय ) पदार्थ प्राप्त होनेपर उसमें अनुरक्त नहीं होते 
अनिष्ट ( अप्रिय ) पदार्थ प्राप्त होनेपर उससे द्वेष नहीं 
करते एवं लाम होनेपर न हर्षित होते हैं, हानि होनेए 
न उद्व होते हे, प्रमोदकारी बिजयकी याचना नहीं करते 
न सतापकारी पराजयसे घृणा करते हैं, मानापमा | 
निन्दा-स्तुति आदिके होनेपर जो होकर पीछे दौड़ते ई 
me प्रिय अप्रिय पदाथोँमें अंदर 
र हद होनेवाले, जलसे कमलकी भाँति ॐ 
सम रि इनस स्ट न होनेवाले द्वन्द्वातीत हद 
समभाववाले समान कहेजातेई ।- .. . “इसलिये आपस, 
मानव दृदयके आ ह्‌। लिये ३ | 
वैषम्यका प्रयत्नद्वारा परित्याग उचा द 
पर्याय हैस ग करे और समानभाव जिसी 
सेवन करें; क्योंकि सम साम्यका आदर 
धर्मार्थादि चतुर्विध पाया, ही सर्वत्र सब प्रकाली 
सुलभ रीतिसे छि पुरुषार्थोका शोभन साहित्य (समुच्चय) 


पस 


द्धहो जाता है | 


॥ 


* पत्थरोका उपालस्भ % 





उपसंहार 
इस प्रकार स्वतःप्रमाण अतिधन्य वेदोंकी संहिताओंमें 
मानवोंके प्रास्त आदर्शोका वर्णन बहुत ही प्रचुररूपमै किया गया 
है । अन्तमें ऋग्वेद्संहिताके निम्राङ्कित दो प्राथनामन्त्रांको उद्धत 
करके इस लेखका हम उपसंहार करते हैं | मानव-जीवनको 
आदर्शंमय ( चारिव्यशील ) बनानेमें भगवत्यार्थना 
एक मुख्य प्रयोजक साधन साना गया है | जो मानव 
उन अपने अन्तर्यामी सर्वात्मा भगवानपर दृढ़ विश्वास 
रखता है, उनके दारणापन्न बना रहता हैं? उनके इष्टानिष्ट 
सभी विधानोंमें जो संतुष्ट रहता है, सभी परिस्थितियाँमें उनकी 
पावन मधुर ध्रुवा स्मृति बनाये रखता हे और विश्वके 
अभ्युदय एवं निःश्रेयसके लिये हृदयके सद्भावोके साथ 
उन सर्वसमर्थ प्रभुकी प्रार्थना करता रहता है, उस मानवमें 
पशुता एवं दानवताका हास होकर मानवताका विकास 
हो जाता है । केवळ मानवताका ही नहीँ, किंतु उन 
करुणासागर भगवान्‌की अनुपम कृपासे उसमें क्रमशः देवत्व 
एवं महादेवत्वका विकास होकर उसका मानव-जीवन 

धन्य ए ` चरितार्थ बन जाता है । 





३ विश्वेदेवा नो अद्या स्वस्तये 
वैश्वानरो वसुरग्निः ख्वस्तये। 
देवा अवन्त्वृ भवः स्वस्तये 
स्वस्ति नो रुद्रः पास्वंहसः॥ 


( ऋ० ५।५१।१३) 


i रुरु मम मम 


“भगवत्स्वरूप समस्त देव इस समय हम सब मानवोंकी 
स्वस्ति ( कल्याण )-छाभके लिये अनुकूल हों । वैश्वानर 
वसु अभिदेव भी हमारी स्वस्तिके लिये प्रयनशील हों । 
ऋश यानी स्वर्गनिवासी देव हमारे कल्याणके लिये हमारा 
रक्षण करें । रुद्रभगवान्‌ भी हमारे कल्याणकी सिद्धिके 
लिये पशुता एवं दानवतारूप पापसे हस सब मानवोंकी 
रक्षा करें |? 


> शां नो सविता त्रायमाणः 

शं नो अवन्तूघसो विभातीः। 
शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः 

शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः॥ 


( ऋ० ७।३५। १०; अथवे १९। १०। १० ) 


~ 
दवः 


“भय एबं संतापौसे रक्षा करते हुए सवितादेव 
हस सबके शां ( दान्ति-सुख ) के लिये अनुकूल हो । 
सूर्यप्रकादासे प्रथम अपना मधुर एवं शान्त प्रकाश फैलानेवाली 
एवं अन्धकारको भगा देनेवाली उषा देवियाँ हम सबके 
शंके लिये प्रयलशील हों । पर्जन्य (मेघ) हमारी सब प्रजाके लिये 
शं ( सुखकारी ) हो । क्षेत्रके पति झाम्धुभगवान्‌ हम 
सबके झांके लिये प्रसन्न हों |? 


हरिः ॐ तत्सत्‌, शिवोऽहं शिवः सर्वम्‌, शिव भूयात्‌ सरवेषाम्‌। 


—— 12३२२ ०७' आग 
| पत्थरोंका उपालम्भ 
टि पूछा बरसातमें  पसीजे हुए  पर्वेतोसे-- 
छ (गिरि ! जडताको किसके अधीन ळे गये? 
भर उत्तरमै नीर टपकाता हुआ बोला वह-- 
5४ 'पाहइनता कुछकी कभी कहीं न ले गये॥ 
कितु जो भरे थे मणिरल्ल, उन्हें खोज-खोज 
“वाखुदेव' लोग एक-एक बीन ले गये। 
पास बची एकमात्र सङ्गिनी कठोरता थी, 





मानव कहानेवाळे वह भी छीन ले गये? ॥ 


--वासुदेव गोस्वामी 





I 0७. रण 


१ 
|| 





४२ २ मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 





NII 





मानवकी मानवता 


० 


( छेखक--पूज्यचरण स्वामीजी श्रीसचिदानन्देन्द्र सरस्वती महाराज ) 


“मानवकी मानबता क्या वस्तु है !” यहा इसी विष्रयपर 
बिचार करना है । 


मानवका ही दूसरा नाम पुरुष है--यह “ब्राह्मण” आदि 
ग्रन्थामे प्रसिद्ध है । तेत्तिरीयोपनिषदर्मे सर्वात्मभूत परब्रह्म 
परमात्मासे आकाशादि भूतोंकी सृष्टिका प्रकरण आरम्भ करके 
कहा गया है-- 

पृथिव्या 
पुरुषः इति । 


“पृथ्वीसे ओषधियाँ, ओषधियोंसे अन्न और अन्नसे 
पुरुष प्रकट हुआ है |? इस विषयमे भाष्यकार भगवत्पाद 
भगवान्‌ शंकराचार्यद्वारा “सर्वेषामन्नरसविकारत्वे ्रह्मवंद्यस्वे 
चाबिशिष्टे कस्मात्‌ पुरुष एव गृह्यते--'सभी प्राणियोंमें 
अन्नरसविकारत्व और ब्रह्मवंशता समान होनेपर पुरुषका ही 
ग्रहण क्यों किया जाता है !” ऐसी शाङ्काकी उद्भाबना करके 
उसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है-- 


प्राधान्यात्‌ । कि पुनः प्राधान्यम्‌ ? कर्सज्ञानाधिकारः। 
घुरुष एव हि शक्तत्वादर्थिस्वादपर्युदस्तत्वाच्चार्थी विद्वान्‌ 
समर्थः कर्मज्ञानयोरधिक्रियते । पुरुषे त्वेवाचिस्तरामात्मा। 
ख हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमः । विज्ञातं बदति, विज्ञातं प्यति, 
वेद श्वस्तनम्‌ । वेद लोकालोकौ मर्त्येनास््ृतमी प्सतीत्येवं 
सम्बन्नः । अथेतरेषां पञशूनामशनायापिपासे एवाभिज्ञानम्‌ । 
(२० आ० २।३।२-४) इति श्रुत्यन्तरदर्शनात्‌। 

“प्रधानताके कारण पुरुषका ही ग्रहण होता है । उसकी 
प्रधानता क्या है ? तो इसका उत्तर है- कर्म और ज्ञानका 
अधिकार । पुरुप्रमे ही सामर्थ्य) अर्थित्व और उदासीनताके 
विद्यमान होनेके कारण बही समर्थ) अर्थी और उदासीन है एवं 
बही कर्म और ज्ञानका अधिकारी है। पुरुप्रमें ही आत्माका 
आविर्भाव हुआ है । वही उत्कृष्ट ज्ञानसे सर्वाधिक सम्पन्न है । 
वह जाने हुएको ही कहता है और उसीको देखता है । 
वह भविष्यका ज्ञाता तथा उत्तम और अधम लोकोका 
जानकार है । मरणधर्मा शरीरसे अमृतत्व प्राप्त करनेकी 
इच्छा करता है | वह ऐसे ज्ञानसे सम्पन्न है। पुरुषेतर पशुओं- 
को तो भूख-प्यासका दी ज्ञान होता है । ऐसा अन्य श्रुतियोमे 
देखा जाता ति ।? 


f 


ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात 


इस विषयमै यों समझना चाहिये--यद्यपि उप 
श्रुतिमे ‹अन्नात्‌ पुरुषः” इतना ही कहा गया है, ता | 
भगवान्‌ भाष्यकारने स्पष्ट कर दिया है कि “सभी प्राणि]. 
अन्नरसविकारत्व समान होनेपर भी विशेषताके कारण पुरुषा 
ग्रहण होता है ।? इतना ही हेतु श्रतिको अमिसत नहीं ह|. 


इसलिये केवळ सप्त धातुमय दारीरके पा लेनेसे ही मानवी 


मानवता नहीं सिद्ध होती; बल्कि कार्याकार्यकी व्यवस्था 
व्यवसायात्मिका बुद्धिद्वारा जो उत्तम-से-उत्तम कर्म और 
ज्ञानमै प्रवृत्ति है, वही मानवमे मानवता ले आती हैसा 
भगवान्‌ रांकराचार्यका अभिप्राय प्रकट होता है । 
उनके द्वारा उदाहृत श्रुतिसे भी यही भाव अभिव्यत् 
होता है; क्योंकि वहाँ ऐसा कहा गया है कि सर्वव्यापी, 
परमात्माका आविर्भाव मिड्टी-पाघाण आदि अचेतन पदाथा | 
सत्तारूपसे होता है और ओप्रधि-वनस्पति आदि ख्ावरों,- 
तथा जङ्गम आदि चेतन प्राणियोंमें उससे अधिक मात्रा 
होता है | कारण कि स्थावरोमे रस देखा जाता है, जो. 
आत्माका चिह्न है, और वही मिट्टी तथा पाषाण आदिसे उनी 
विशेषता प्रकट करता है | उनसे भिन्न अन्य प्राणधारी 
जङ्गमोमै चित्तका व्यापार भी उपलक्षित होता है । इससे 
यह विदित होता है कि स्थावरोंकी अपेक्षा भी प्राणधारी जङ्गम 
ही आत्माके आविष्कारमें बढ़-चढ़कर होते हैं । इन प्राण 
धारियोमे भी मानव-योनिको प्राप्त हुए पुरुषमें ही सवे 
बढकर आत्माका आविर्भाव हुआ है--ऐसे कहना चाहिये 
क्योंकि वह सभी प्राणियोसे बढ़कर उत्तम ज्ञानसे संयुक्त है | 
१६ अन्य ग्राणियोंकी भाँति दुःखसे प्रेरित केवल अव्यत 
शब्द नहीं करता, बल्कि विशेष समझदारीके साथ बोलता | 
भया इद पथ्यानि’ इस प्रकार विचारपूर्वक परीक्षा करता 
र जतमानकालमे बीते हुए विप्रयोका स्मरण करता दै. 
ह रा प ला कर है. | 
को जानता है । मरण 242 जा भ | 
धर्मा शरीरसे कर्मादि साधनोद्वार | 
इसके अतिरिक्त ह आहे प्राप्त करनेकी इच्छा करता है । 
शान (समझ) और क प्राणियोंम न तो ऐसा विशेष | 
पत या उ समझदारीके साथ किसी कार्यमें उनकी । 
निदृत्ति ही होती है; बल्कि वे क्षुषा-तृषा 


ॐ 'सानवकी मानवता % ४३ 








आदि कष्टोंसे ही प्रबृत्त होते हैं और यन्त्रौपर कीलित 
कठपुतळीकी तरह सब ओर घूमते रहते हैं । 


इससे यह कहा जा सकता है कि जो छोग केवल 
अन्न-रस-विकारमय शरीरको आत्मा मानकर कास; क्रोध, 
मोह आदि दोषोंके वशीभूत हो सब ओर भटकते रहते हैं; 
वे वस्तुतः मानव नहीं हँ, बल्कि मानवरूपसै पशु ही हैं; 
क्योंकि उनमें मानवकी विशेषतारूप विज्ञानपूर्वक प्रद्ृत्ति 
और निवृत्ति आज भी नहीं लक्षित होती; बल्कि नीच 
जन्तुआँकी भाँति दुःखसे प्रेरित चित्त-वृत्तिका ही प्रसार 
देखा जाता है । 

परंतु ऐसे अमानव कहलानेवाले प्राणियोसे मी विलक्षण 
वे लोग हैं; जो सानव-वेषसें भी दानवका-सा आचरण 
करते हैं | जो अज्ञानसे आवृत पशु आदिकी अपेक्षा भी हेय 
वृत्तिवाळे हैं; वे ही राक्षस या असुर आदि विविध नार्मोसे 
श्रुति, स्मृति एवं पुराणोमै वर्णित हुए हैं । वैदिक वाङ्मयका 
अध्ययन करनेवालोसे यह छिपा नहीं है कि देवों और 
असुरोंने यह प्रयत्न किया--बयं स्वर्गमेष्यासः, वयमेष्यासः । 
बयसेच परमात्मतत्व॑ विज्ञास्यासः, वयमेव विज्ञाखासः । 
येन सर्वेषु छोकेषु कामचारो भवेत--'हमलोग अवश्य ही 
स्वर्गको प्राप्त करेंगे । हमलोग अवश्य ही परमात्मतत्त्वको 
जानेंगे । जिससे सम्पूर्ण छोकोंमें इच्छानुसार विचरण किया 
जा सकेगा ।? ऐसी पारस्परिक स्पर्धा दोनोंमें उत्पन्न हुई | 
जगह-जगह ऐसा वर्णन देखा जाता है | उन-उन स्थलोंमें 
इस प्रकारकी स्पर्धाके फलका यह प्रतिपादन भी देखा 
जाता है कि अन्ततोगत्वा असुरौंकी पराजय हुई और देवोने 
ही विजय प्राप्त की | कुछ छोगोंका कहना है कि वेदों एवं 
पुराणीमै जिन देवों तथा असुरोंका वर्णन हुआ है, वे मानवों- 
से उत्कृष्ट प्राणी हैं । परंतु दूसरे लोगोंका मत है कि देवता 
या असुर मनुष्योसे भिन्न कोई दूसरे प्राणी नहीं हैं; बल्कि 
मनुष्याँमें ही जो दया, दान, दम आदि उत्तम गुणोसे युक्त 
हैं, वे देव हैं; तथा जिनमें दम्म; दर्प, क्रोध) हिंसापरायणता 
आदि दोष प्रधानरूपसे विद्यमान है, वे क्रूर खमाववाले 
मानव असुर ही हैं। आस्तिक सम्प्रदायवालोक्रे मतमै ये 
दोनों ही असम्भावित नहीं हैं; क्योंकि स्थावर) जङ्गम और 
मनुष्योमे क्रमशः उत्तरोत्तर आत्मविभूतियाँ अभिव्यक्त हुई 
देखी जाती हैं | इसी प्रकार जिनमें मनुष्योंसे मी उत्तरोत्तर 
आत्ममहिमाका प्राकट्य है, वे देव हैं--यह ठीक ही है । 














जो कुछ भी हो, मनुष्यौँमै कुछ लोग देवी सम्पत्तिसे तथा 
कुछ लोग आसुरीसे संयुक्त होकर उत्पन्न होते है-यहृ तो 





निर्विवाद ही है । श्रीमद्धगवद्गीताके सोलहवें अध्यायमें इस 
प्रकारका दैवासुरसम्पदूबिभाग विस्तारपूर्वक प्रतिपादित 


हुआ है। वहाँ ऐसा निर्णय भी किया गया है- दैवी सम्पदू- 
बिसोक्षाय निबन्धायासुरी मता “दैवी सम्पदा मोक्षका और 
आसुरी बन्धनका कारण होती है ।? 


ये दोनों--दैव तथा आसुरसम्पत्तियाँ साधारणतया 
सभी मनुष्योंमें बीजरूपसे वर्तमान हैं । उनके संस्कारको 
उद्धत एवं पराभूत करनेवाले पदार्थाके संनिवेशविशेषके कारण 
उनका उत्कर्ष और अपकर्ष होता है । इसी प्रकार देवो 
और असुरोंकी जय-पराजयके रूपमे रूपककी कठपनाद्वारा 
देवासुर-बत्तियोंके उत्कर्षं एवं अपकर्षका वर्णन वैदिक 
अर्थवादमें हुआ है । ( इस विषयमे भगवान्‌ भाष्यकारके द्वारा 
रचित बृहदारण्यक १। ३। २ के भाष्यकी अवतरणिका देखनी 
चाहिये । ) जब जीवोँकी इन्द्रियाँ स्वाभाविक ही प्रत्यक्ष और 
अनुमानद्वारा उपलक्षित प्रयोजनवाले कर्म और ज्ञानसे 
भावित होती हैं, तब उनकी बृत्तियाँ आसुरी कही जाती 
हैं; क्योंकि असुर अपने प्राणोमें ही रमते (आनन्द मानते ) 
हैं । वे ही ब्त्तियाँ जब विवेकबुद्विसे भावित होती हैं, तब 
कार्याकार्य तथा यथार्थ बस्वुतत््वको प्रकट करनेवाली होनेके 
कारण “दैव? कहलाती हैं | विवेकसे संयुक्त वृत्तिया प्रयल्नसे 
सिद्ध होनेवाली होती हँ, इसीलिये देवोंकी संख्या अल्प है 
और प्रत्यक्ष प्रयोजनवाली वृत्तियाँकी स्वाभाविकताके कारण 
सभी कालोमे भी असुरोंकी संख्या अधिक पायी जाती 
है | यद्यपि यह सभी जीवोंमै समानरूपसे विद्यमान है, 
तथापि मनुष्योंमे अपने स्तार्थकी सिद्धिके लिये बुद्धिपूर्वक 
प्रयत्न विशेषरूपसे देखा जाता है । मानवोको सत्सङ्ग) 
सदाचार और सद्विचारद्वारा प्रयलपूर्वक दैवी सम्पदाकी 
प्राप्ति करके वास्तविक मानवताका सम्पादन करना चाहिये 
ऐसा जञानबृद्ध पुरुष पद-पदपर उपदेश देते हैं । 

जैसे मनुष्यामें दैव ्ञोर आसुर सम्पत्तियाँ पदार्थके 
संनिवेशविशेषसे उत्कर्ष तथा अपकर्षका अनुभव करती हैं) 
उसी प्रकार समष्टिरप जनसमुदायमें भी समझना चाहिये । 
आजकलके मनुष्यामे भौतिक विज्ञानकी प्रबलता हे; जिससे 
उन्होंने अपने द्वारा बनाये हुए यन्त्र आदि उपकरणोके 
सहारे प्रत्यक्ष प्रयोजनवाली भोगसामभ्रियोंका समूह अधिक 


| 

।। 

|| 
1 





४४ 





मात्रार्मे एकत्र कर लिया है; इसीलिये इच्छा-द्ेषद्वारा उत्पन्न 
इन्द्रमोहरूपी वैभव सर्वत्र दिखायी देता है | यह तो स्पष्ट 
ही है कि जिन-जिन व्यक्तियोमें आधिभौतिक विज्ञानकी 
कलाका रहस्य विशेषरूपसे वर्तमान है, उन-उनमें कलिका 
स्वरूप प्रत्यक्षसा दिखायी देता है । इसीसे मनुष्योंकी 
विषर्योमे आसक्ति होती है और आसक्तिसे काम, क्रोध, 
लोम आदि विशेषरूपसे बढ़ते हैं, जिससे अपनेमें सिद्धता 
और ईश्वरत्व आदिका अभिमान बद्धमूल हो जाता है तथा 
सदाचार) संयम, धर्मानुष्ठान, चित्तसमाधान और ईश्वरभक्ति 
आदिके उत्पादनमे अनादरका प्रसार होने लगता है-- 
इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । जहाँ-कहीं शास्तरोंके 
अध्ययन या तत्त्वविचार आदि कायेंमें प्रवृत्ति भी देखी 
जाती है, वहाँ भी माया, ठगी और आडम्बर आदिके 
आश्रयसे दम्भ, दर्प और मानाधिक्यके प्रदर्शनपूर्वक 


धर्माभासका ही अनुष्ठान, अपनी विद्वत्ताका प्रदशन, 


दूसरेके मतकी निन्दा, अपने अभीष्ट मतमै छोगोंको दीक्षित 
करके लोकसंग्रहके लिये प्रयत्न करनाआदि आसुरी सम्पदाके 
चिह्न विकसित हो रहे हैं । दुराचारमें प्रेम, आत्मप्रशंसा, 
दूसरेका अपमान करना, समाजका सुधार करनेके बहाने 
उसे दूषित करना, स्वयं अन्यायसे द्रव्य-संग्रह करना 
और दूसरेको त्यागका उपदेश देना, भाषाभक्ति, देशभक्ति 
और परोपकारपरायणता आदिको निमित्त बनाकर अभूतपूर्व 
कलहका बीज बोना आदि शत-शत आसुर-धर्म आज सर्वत्र नम्म 
नृत्य कर रहे हैं । राष्ट्रतन्त्राधिकारी जननायकोमे नयी- 
नयी शासनप्रणालीकी खोज, मनमानी दण्डनीतिकी 
स्थापनाके लिये नाना प्रकारकी नवीन शासनपद्धतियोंकी 
रचनाका कौतूहल, खदेशकी उन्नति एवं उसकी रक्षाके 
बहाने अनेक प्रकारके सन्त्ररूपी उपकरणोकी सहायताका 
आश्रय लेकर विभिन्न नयेनये उद्योगोंके निर्माणद्वारा 
स्वावलम्बी जनोंकी जीविकाका हनन करना, शरीर-निर्वाहके 
लिये अत्यन्त आवश्यक भोजन-वस्त्र आदिकी भी दुल्भता 
उत्पन्न करना; दूसरे राज्योंका अनिष्ट करनेका प्रयत्न करना, 
प्रजाको पीड़ित करनेवाले भाँति-माँतिके नये-नये कर लगाना, 
आत्मरक्षा एवं अपने सहयोगी राष्ट्रकी सहायताके व्याजसे 
नाना प्रकारके धातुनिर्मित अस््रोका संग्रह आदि कार्य, जो 
अपने नाममात्रसे सारी जनताकी जीविताशाका विनाश 
करनेवाले हैं? प्रतिदिन नये-नये रूपर्मे आविष्कृत हो रहे 
हे । असुरोंकी आजकलकी उस विजयपर आश्चर्य दै ! 


% मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका 5: 


यद्यपि आधुनिक मानवताका जैसा वर्णन 
है, उससे तो कुछ मन्दबुद्धि छोगोंको वह वर्णन दो 
का किया हुआ-सा प्रतीत 
वस्तुस्थितिको प्रकट करनेकी इच्छा रखनेवाले व्यक्तियों 






किया ग्य 


यथार्थ कथनसे नहीं डरना चाहिये । अनर्थके ठोक-सी । 
शात हो जानेपर उसके मूलकी खोज की जा सकती है 


और उसके निवारणके लिये बलका आश्रय छिया ज्ज 


सकता है । निष्पक्षताका आश्रय लेनेवाले सभी विचारकोक | 
यह निश्चय है कि मानवताको प्रात्तिके मार्गको लेकर आजकलक , 


जनतामै जो विपरीत ज्ञान बद्धमूल हो गया है; 


हि 


समुदाय “चाहता कुछ और करता कुछ और है? इस 


न्यायका अनुगामी हो रहा है । शाश्वत शान्ति एवं सुखकी 


खोजमै निरन्तर लगे रहनेपर भी उनके मूलभूत धर्म अथवा 
ज्ञानकी ओर कोई भी कभी कटाक्षसे मी नहीं देखता | प्रत्युत-- 


असत्यमप्रतिष्द ते. जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहैतुकम्‌॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पञ्ुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ 


( गीता १६ । ८-९) | 


“वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हैं कि संसार | 


आश्रयरहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वरक्रे अपने-आप 


पदरीं लोगो. ' 
होगा, तथा ` 


वही झ | 
समय मानवकी दुरवस्थाकी जड़ है । आजकलका माना. | 


केवल सतरी-पुरुषके संयोरासे उत्पन्न है, अतएव केवल भोगोंक्रे | 


लिये ही है । इसके अतिरिक्त और क्या है ? इस मिथ्या 


जानका आश्रय लेकर जिनका खभाव नष्ट हो गया है. 


तथा जिनकी बुद्धि मन्द्‌ है, 


“वे सबका अहित करनेवाले 
कूरकर्मी मनुष्य केवल जगतूके नाशके लिये ही उसन्न 
होते हैं ।? 


“इस भगबद्वचनको अक्षरशा; 
असत्यवादी) अधर्माचारी, ईश्वरभक्तिसे विसुख, काममात्रकी 
शरण छेनेवाले, अपने तथा पराये अर्थात्‌ सारे संसारके 
नाशके लिये ही अणुबम, हाइड्रोजनबम आदिके निर्माण तथा 
002 मूरकर्ममे निरत रहनेवारे) आसुरी सम्पत्तिके 
आशिष्कारसे ही अपनेको कृतार्ध माननेवाले, अपने एवं 
पराये अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंमे व्याप्त परमात्मासे भी द्वेष 
करनेवाले और सप्पुरुधोको निर्दयतापूर्वक कष्ट देनेवाळे लोग 
चारौं ओर फेले इष्टिगोचर हो रहे हं । केसे 


सार्थक करनेवाले, 


> मानवकी मानवता + 








३ 


जो अधिकतर व्यक्तिवाँद्वारा अपनायी गयी हे तथा 
आसुरी सम्पत्तिरूपी फलवालो है, ऐसी इस व्यवहारपद्धतिकी 
बीमत्सताका भलीभाँति मनमै विचार करना ही इस प्रकारके 
उन्मार्गके निवारणका प्रथम उपाय है । तदनन्तर उसे दूर 
करनेके लिये सत्पुरुषोका सङ्गलाभ करना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ मानवकी मानवताके मूलभूत धर्म और ज्ञानके 
मार्गका अनुसरण करनेके लिये प्रय्न करना आवश्यक 
है । परंतु इस समय यह उन लोगोंके लिये ही उपादेय 
नहीं प्रतीत होता, जो आजकल आत्मसम्भावना तथा 
धन-मानके मदसे संयुक्त होकर आसुरी सम्पदाको ही बहुत 
माननेवाले हैं | अतः इनके अतिरिक्त कहीं-कहीं जो साधारण 
दो-चार सात्विक व्यक्ति हैं, उन्हें पहले व्यक्तिगतरूपसे अपने- 
अपने कल्याणके लिये अनुष्ठान करना चाहिये | तदनन्तर 
समयानुसार ऐसे मार्गका अनुसरण करनेवाले बहुत-से 
पुरुषोंके अनुभवमे आनेवाली तथा दूसरोंको न प्राप्त होनेवाली 
शान्तिको देखकर दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करेगे; 
क्योंकि यदू यदाचरति श्रेष्टस्तत्‌ तदेवेतरो जनः 
“श्रेष्ठलोग जो-जो आचरण करते हँ, दूसरे लोग भी उसी-उसी- 
का अनुकरण करते हैं ।? ऐसा न्याय हैं । इस प्रकरणमें 
धमं भी केवल दम्भी पुरुषौद्वारा आचरित तथा मनमानी रीति- 


नीतिका प्रसारमात्र नहीँ है, अपितु अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य) अपरिग्रह आदि यमौंका, तथा 


धर्म-मार्गपर अग्रसर होनेवाले सम्प्रदायोंके सभी प्रवर्तकोंद्वारा 
उपदिष्ट शौच) संतोष, ईश्वरप्रणिधान आदि नियमोंका 
मनोयोगपूर्वक अनुष्ठान करना ही धर्म है । अपने तथा 
समस्त ग्राणियोंके आत्मा एक भगवान्‌ ही हैं-एऐमे ज्ञानकी 
प्रातिके लिये जो भगवद्भक्तिमें तल्लीनता हैं। वही तत्वज्ञान- 
का अवलम्बन है और वही ज्ञान शाश्वत शान्ति तथा सुखका 
देनेवाला है । श्रुतियोंने इसी बातकी उच्चखरसे ध्रोपरणा 
की है-- 


एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा 
एकं रूपं बहुधा यः 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरा- 


स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 


करोति । 


“जो एक अद्वितीय स्वतन्त्र परमात्मा समस्त प्राणियोंके 


SD Te लको 
च 


TA 


YIN 


४५ 








--:--::-:::२२>>>:>:ट्स्डप्टटलटशटथिलप्पिपिस्प्स्प्म्प्स्स्स्म्फिफ्प्स्सललिलललॅलॅटिललललललललललटलटसटटस्स्सळ Io 


मीतर आत्मारूपसे वर्तमान है और एक ही रूपको अनेक 
रूप कर देता है, अपने अन्तःकरणमे स्थित उसको जो 
धीर पुरुप देखते हैं, उन्हाँको नित्य सुख प्राप्त होता है 
औरोंको नहीं |? 


नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनाना- 

मेको बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरा- 

स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ 


“जो नित्योंमें नित्य, चेतनोंमें चेतन और अकेला ही 
बहुतौंको भोग प्रदान करता है, अपने अन्तःकरणमें स्थित 
उसको जो बुद्धिमान्‌ पुरुष देखते हैं, उन्हींको नित्य शान्ति 
प्राप्त होती है, ओरोंको नहीं ।? 


नित्य गुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वमाव परमात्मा ही समस्त 
प्राणियोंका तथा मेरा भी आत्मा है । वही नाम-रूपकी 
उपाधिसे अनेक रूप धारण करता है। बही हम सत्र 
लोयोंके अभीष्ट पदार्थका दाता है । इस प्रकार शास्त्रों तथा 
आचार्योके उपदेशका अनुसरण करके जो लोग प्रत्यक्षरूपसे 
अनुभव करते हैं; उन्हॉको नित्य सुख एवं झान्तिकी प्राप्ति 
होती है । यही उपयुक्त दोनों श्रुतियोंका सम्मिलित 
तात्पर्यं है । 

मनुष्य इस प्रकार नित्य शान्ति तथा नित्य सुखका 
अनुभव करनेके लिये जो सतत प्रयत्नशील रहता है तथा 
उसके हेतु जो--यह सारा संसार भगवान्‌ ही है और सभी 
प्राणियोमे एवं मुझमें भी वही परमात्मा आत्मारूपसे स्थित 
है--ऐसी अटल श्रद्धाका आश्रय लेकर सबके साथ प्रेसका 
व्यवहार करते हुए जीवनयात्राका निर्वाह करनेके लिये 
प्रयास करता है, उसका यह प्रयत्न ही मानवकी मानवता 
है--यों ज्ञात होता है । इस वास्तविक मानवताकी प्रात्तिके 
लिये जिस प्रकार हमलोग प्रयत्न कर सकें) उसके लिये 
सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ नारायण अनुग्रह करें । हमलोगोको 
ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये । 

( प्रेषक- श्री एच०एस्‌० लक्ष्मी-नरसिंहमूति शमां 
अध्यात्म-विद्याप्रवीण ) 


र हळ Eo 
| ४ शा 








४६ 


% मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 








मानवताका वास्तविक स्वरूप ओर पर्यवसान 


( लेखक--अनन्तश्री खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


मानवता या मनुष्यता शास्र-प्रामाण्यसे ही प्रारम्भ होकर 
पू्णतम पुरुषोत्तम भगवानकी प्राप्िमे ही पर्यवसित होती 


है । प्रत्यक्ष एबं अनुमानके द्वारा पशु-पक्षीतक व्यवहार करते 


हें । भोजनादिमै प्रबृत्ति तथा विष-सर्पादिसे निवृत्ति बिना 
अनुमानके नहीं हो सकती । किसीके अज्ञान, संशय, भ्रान्ति, 
विप्रतिपत्ति, प्रतिपित्सा आदिका भी परिज्ञान अनुमानके बिना 
नहीं हो सकता; परंतु -मनुष्यकी मनुष्यता या उसकी अपनी 
बिशेषता यहींसे आरम्भ होती है कि वह प्रतयक्षानुमानके अति- 
रिक्त शास्त्रप्रमाण भी मानता है | तमी वह नीति, धर्म, आत्मा 
एबं परमात्माकी चिकीर्षा एवं प्रतिपित्साकी ओर अभिमुख 
होता है । तर्कमात्रके आधारपर तो धर्म आदिके सम्बन्धं 
कल्प-कल्पान्तरोमे भी निर्णय नहीँ हो सकता | अतएव अनादि 
शास्ता परमेश्वरके हितप्रद वचन अनादि वेदादि सद्अन्थ ही 
शास्त्र हैं। तदनुकूल बृद्धो--आस्तोके वचन मी शास्र हैं | उनके 
अनुकूल देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकारकी हलचल- 
रूप धर्मसे मानवता विकसित होती है । मनमानी पाशविक 
उच्छुङ्खल चेष्टाओसे तो पथुताया दानवता ही विकसित होती है । 
शास्त्री, बृद्धोके वचनो विश्वास न रखनेवाला अपने माता, 

पिता, भ्राता, पुत्री, भगिनी आदिको भी नहीं पहचानता | 
इसी प्रकार शास्त्रप्रमाण न माननेवाला पशु माता; भगिनी आदि- 
को भी नहीं पदचानता । अतः पश्ुओंमे न उत्तराधिकार- 
का प्रश्न है न विवाहका । उनके यहाँ अदत्तादान, अगम्या- 
गमन आदिको पाप भी नहीं समझा जाता | यही उनकी 
पद्मुता है; परंतु मनुष्य आजके गये-गुजरे जमानेमै भी 
अगम्यागमनको पाप मानता है, अदत्तादानको चोरी या डाका 
मानता हैं । मनुष्यके छिये आज मी माता, भगिनी, 
पत्नी) पुत्री आदिमे तथा स्वघन-परधनमे भेद 
मान्य है । तभी गम्यता-अगम्यता, गराद्यता-अग्राह्यताका 
उसके सामने प्रश्न उठता है । शास्र-प्रामाण्यको माननेमे जितनी 
शिथिलता बढ़ती दै, उतनी ही मनुष्यों भी पशुता या 
दानवता बढ़ती जाती दै । शास्रानुसारी धार्मिक नियन्त्रण 
उच्छुङ्कलतामै बाधक अवश्य है; किंतु वही वास्तविक स्वा- 
धीनताका मूल-सन्त्र है । पाशविक प्रेरणारओसे मुक्त होना ही 
तो मानवता है । यद्यपि वर्तमान युग शास्त्रसम्मानका विरोधी 
है, तथापि प्राणिहितका बीज तो शास्त्र-सम्मानमें ही निहित है । 


शाख्रपरामाण्यवाद ही वास्तविक बुद्धिवाद है । कहा जात | 
है कि बुद्धि एवं शास्रका विरोध होनेपर बुद्धिका ही सम्मान | 
करना चाहिये, शास्रका नहीं; क्योंकि बुद्धिसे ही शास्रका 
निर्माण होता है । शाख्ताप्पर्य मी बुद्धिसे ही विदित होता 
है। अतः बुद्विविरुद्ध शास्त्र नहीं मानना चाहिये | परंतु 
शास्त्र तो प्रमाण होनेसे बुद्धिका जनक है । जैसे रूपबुद्धि चक्षु 
के परतन्त्र होती है, शब्द-बुद्धि श्रोत्रके परतन्त्र होती है, गन 
बुद्धि घाणके परतन्त्र होती है, उसी तरह शास्राथबुद्धि शाह्न- 
परतन्त्र होनी ही चाहिये । जैसे गन्ध-बुद्धिसे घाणका विरोध 
नहीं हो सकता, बैसे ही शास्त्रार्थबुद्धिका भी शार्रसे विरोध नहा 
हो सकता | केबल बुद्धि ( अन्तःकरण ) तो रूपादि-बुद्धिमे 
स्वतन्त्र नहीँ, प्रत्युत प्रमाण-परतन्त्र ही होती है | जब व्यबहारमे 
कोई मनुष्य अपनी स्वतन्त्र-बुद्धिसे चिकित्सा नहीँ कर सकता, 
उसके लिये उसे चिकित्सा-शासत्रका अध्ययन करना पड़ता है, | 
तब धार्मिकनियम-पालन एवं धर्माचरणमें धर्मशास्त्रके बिना कोई 
केसे समर्थ हो सकता है । 


भ्रम तथा प्रमाके भेदसे बुद्धि दो प्रकारकी होती है | 
ममाबुद्धि आदरणीय होती है और भ्रमबुद्धि त्याज्य । परंत 
श्रम क्या है और प्रमा क्या है, इसकी कसौटी प्रत्यक्षादि 
प्रमाण ही हैं | संसारमै बुद्धि सबके पास है, तथापि सबकी 
बुद्धिका अनुसरण नहीं किया जा सकता । इसीलिये राजसी) 
तामसी बुद्धियाँ असम्यखुद्धि होती हैं; सास्विकी बुद्धि ही 
सम्यखुद्धि होती है । बुद्धिके सम्यक्त्व-असम्यक्त्वका निर्णय 
करनेके ल्यि ही प्राणका अनुसरण करना पड़ता हे | लौकिक 
पदार्थौका निर्णय प्रसक्षादि प्रमाणके आधारपर होता है | पर 
धर्मज आदिका निर्णय शाके आधारपर ही होता है । 
ततन आत्सा, सत्य, दया, क्षमा, परोपकार आदि उत्तमोत्तम 
का पूण निर्णय शास्रके ही आधारपर होता है । उक्त 
गुणक विकास ही मानवताका पोषक है। 

देह, इन्द्रिय, मन, 
क्षेत्रज्ञ द्रष्ठका ज्ञान 


| 


बुद्धि ओर अहंकारमे व्यतिरिक्त निर्दश्य 
मानवताका प्रारम्भिक कार्य है । देहादि- 


| 
भिन्न क्षेत्रज्ञो | 
हो सकता है 1 जाननेवाला माणा ही धर्म-ब्रह्मकी ओर प्रवृत्त | 
ह्‌ 5 ता हूं । देहात्मवादी विश्वसे आगे कुछ सोच दी 
नहीं सकता | आत्मवादी 


१ सत्य, अस्तेय, दया; क्षसा? 


$ पशु तो न बनो * ४७ 








परोपकार आदि सामान्य धर्म तथा वर्णाश्रमानुसारी श्रौत-स्मात्त 
आदि विशिष्ट धमाका आचरण करता हुआ सर्वाधिष्ठान 
सर्वेश्वरकी आराधना करता है | उसीसे विशुद्धस्वान्त होकर 
उपासनाके द्वारा वह तच्चदशंनक्षम होता है । वेदान्त-श्रवण, 
मनन एवं निदिध्यासनके द्वारा सर्वान्तरात्मा सर्वाधिष्ठान 
सर्वेश्वर तत्वका वह अपरोक्ष अनुभव करता है । तभी 
मानवता पूर्णरूपसे विकसित---अभिव्यक्त होती है । 


अध्यात्मवादी /अमृतस्य पुत्राः? के अनुसार प्राणिमात्रको 
परमेश्वरकी संतान ससझकर सबके साथ सहज समानता, 
सहज स्वतन्त्रता एवं अकृत्रिम भ्रातृताका अनुभव करता 
हुआ बिश्वके हितमै ही आत्महित समझता है । समष्टिदितके 
अविरोधेन स्वात्मोन्नति करता हुआ वह मनसा, वाचा; 
कर्मणा प्रयत्नशील होता वस्तुदृष्ट्या सब कुछ अनन्त, 
अखण्ड विशुद्ध चिदानन्दघन परमात्मस्वरूप ही है--ऐसा 
अनुभव करके वह स्वयं तो कृतकृत्य होता ही है, यावजीवन 
व्याबहारिक जीवनमै वह अन्य प्राणियोको भी कृतार्थ 
करनेका प्रय्न करता रहता है । यही मानवताकी चरम 
अभिब्यक्ति है | 


० 


संक्षेपमै शास्त्रानुसार -सदाचाराचरण करनेवाला ह॑ 
नर है । केवल बुद्धिके अनुसार मनमाना आचरण करनेवाला 
तो वानर ही है— 

सतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः । 

शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः ॥ 








धर्माचरण ही मानवताकी विशेषता है, अन्य सब 
आचरण तो पशु भी करता है-- 
आहारनिद्राभयमेथुनं च्च 
सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणास्‌ । 
धर्मों हि तेषामधिको विशेषो 
घर्सण हीनाः पशुभिः समानाः॥ 

- अतः धर्माचरणपूर्वक भगवत्प्रासिमे ही मानबताक्री 
सफलता है | पहले प्रजापतिने वृक्ष, सरीसृप; पशु, पक्षी, 
मशकः मत्स्य आदिकी सृष्टि की | पर इनसे उन्हें संतोष 

हीं हुआ; क्योंकि उनमें धर्माचरण तथा परमेश्वरको पहचानने 
को मति-दाक्ति नहीं थी । अन्तमं उन्होने मनुष्यकी रचना की 
और इसे ईश्वरको जानने, समझने तथा साक्षात्कारमें सक्षम 
देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए | उन्होंने अपनेको सुष्टिनिर्माणमें 
सफल-_क्ृतार्थं माना-- 

सृष्टा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या 
ब्रक्षान्‌ सरीसृपपशून्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ । 
तेस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं सुदमाप देवः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ९ | २८ ) 
अतः सुस्पष्ट है कि भगवत्साक्षात्कारके तथा तदर्थ प्रयल्षके 
विना मानवता निरर्थक ही है, वह तो एक प्रकारसे पशुता ही है; 
और भगवानका ज्ञान, उनकी प्राप्ति शास्त्रानुसरणके बिना 
कथमपि सम्भव नहीं । अतः शास्त्रोक्त सदाचारकी ओर 
प्रबृत्त होना ही मानवताकी ओर प्रत्रत्त होना है | 


-1">०३०६४३६>--०४--- 


छ<रड<इर-<<<<€<<<« 


पशु तो न बनो 


सुर न बनो तो पशु तो न बनो॥ 

मुक्ति न प्राप्त करो तो मानवताखे गिरकर पशु तो न बनो। 
उत्तम जन हैं वे, जो परहित जीवन होम दिया करते हें ॥ 
मध्यम परका अहित न करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते है। 
अधम खाथके लिये न परका जीवन भी लेते डरते है॥ 
किंतु अकारण अहित पराया जो नरतनधारी कहते हैं। 
उनको किस श्रेणीमे रक्खं, यह न समझ ज्ञानी पाते हें ॥ 
उत्तम बनो, नहीं तो मध्यम या फिर चाहे अधम ही बनो। 
पशु भी बनो, कितु तुम पशुसे बदतर मानव-पशु तो न बनो ॥ 


£ 


BCE 


मधुसूदन वाजपेयी 


ना RI Shops 


है. 
जू ९ > [oS € 
४८ # मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 











लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
1100 

गोपाल गोकुळ बल्लवी प्रिय गोप गोसुत बल्लभं । 
चरनारविदमहं भजे भजनीय सुर मुनि दुळभं ॥ 
घनस्याम काम अनेक छबि लोकाभिराम मनोहर 
किजढ्क बसन, किसोर सूरति भूरि शुन करुनाकरं ॥ 
सिर केकि पिच्छ बिलोल कुंडल अरुन बनरुह लोचनं 
शुंजावतंस बिचित्र सब अंग धातु भवभय मोचनं । 
कच कुटिल सुंदर तिलक श्र राका मयंक समाननं 
अपहरन तुलसीदास तरास बिहार बृन्दाकाननं । 

--गोखामी श्रीतुळसीदासजी 


A 
दुर 


2 


Er 


SERENE 


< 
~ 


२. 
मोहन बदन विलोकत b उपजत है अनुराग । 
तरनि तप्त तळफत चकोर ससि पिवत पियूष पराग ॥ 
लोचन नलिन नए राजत रति पूरे मधुकर भाग । 
मानो अलि आनंद मिले मकरंद पिवत रख फाग ॥ 
भमरी भाग भ्रकुटिपर चंदन वंदन बिदु बिभाग । 
ता तकि सोम सँक्यो घन घनमें निरखत ज्यों बैराग ॥ 
कुंचित केस मयूर चंद्रिका मंडित कुसुम सु भाग । 
मानो मदन धनुष सर लीने बरखत है बन बाग ॥ 
अधर बिब ते अरुन मनोहर मोहन मुरली राग । 
मानो सुधा पयोध घोर बर ब्रज पर बरषन लाग ॥ 
कुंडल मकर कपोलन झळकत श्रम सीकर के दाग । 
मानौ मीन कमल बर लोचन सोभित सरद तड़ाग ॥ 
नासा तिळ प्रसून पदवी तर चिबुक चारु चित खाग | 
डारःयौ दसन मंद मुसिकावनि मोहत सुर नर नाग ॥ 
श्रीगुपाळ रसरूप भरे ये सूर सनेह सुहाग । 
मानौ सोभा सिंधु बढ्यौ अति इन अँखियन के भाग ॥ 


"ण्श्रीसूरदासजी 
शीं ३ ) 
दावन चंद सुभग घारा 
दनुज वंस बन दहन बीर 
अति बिलसति बनमाल, चारु सरसीरुह लोचन । 
बल बिद्छित गजराज, बिहित वसुदेव बिमोचन ॥ 
सेनापति कमला हृदय कालिय फन भूषन चरन । 


करुनालय सेवी सदा गोबरधन गिरिर धरन ॥ 


—— E> महाकवि सेनापति 





चर सुंदर । 
जदुबस पुरंद्र ॥ 








च य ज्र 


| 








सानवताका सर्वाङ्गीण प्रकाश 


~ 


न्द्र्स मानवता 


ब 


भगवान्‌ श्रीकृष्णच 








क: मानवंताका आदश % 











भानवताका आदरा 


( छेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


अकृत्वा परसंतापमगत्वा खलमन्दिरम्‌ । 
अक्लेशयित्वा चात्मानं यत्स्बल्पमपि तद्वहु ॥ 
“दूसरेको संताप दिये बिना--किसीको भी पीड़ा दिये विना, 
खललोगोंसे याचना किये बिना तथा अपने-आपको अधिक 
क्लेश दिये बिना यदि थोड़ा भी मिले तो उसे बहुत मानना 
चाहिये ।? उसीमें संतोष करना चाहिये । 
भोग-साधर्नोकी विपुळतासे सुख नहीं मिळता, बल्कि 
दुःख ही बढ्ता है । परारब्धसे अधिक किसीको नहीँ मिलता 
और तृष्णा कभी भोगोंसे शान्त नहीं होती । 
इस प्रकार यथाप्राप्तमें संतुष्ट रहनेवाला मानव ही 
मानव रह सकता है; अन्यथा वह दानव या पशु बन जाता है। 
देश 
उप्‌ श 
एक वार एक सजन आकर बोले--“आपके पास आने- 
की इच्छा तो अनेकों बार होती दै, परंतु आपका उपदेश हम- 
लोगोंके किस कामका । इस कारण प्रमादवर नहीं आता |? 


उस समय तो उनको कुछ उत्तर नहीं दिया; परंतु 
उनके जानेके बाद जो विचार आया, उसे ज्यौ-का-त्योँ नीचे 
दे रहा हूँ--- 

( १ ) मेरे पास जो आता दै, उसको मैं त्यागका या 
संन्यास लेनेका अथवा वेदान्तके अद्वैत ज्ञानका उपदेश नहीं 
देता; क्योंकि उसके लिये तो बहुत उत्तम अधिकार चाहिये । 
बिना अधिकारका उपदेश तो हानिकारक ही होता है । 

इस सम्बन्धमें श्रीसुरेः्वराचार्यं कहते हैं 

नाविरक्ताय संसारान्नानिरस्तेषणाय च । 

न चाप्ययतये देयं वेदान्तार्थप्रवेशनम्‌ ॥ 

“जो संसारसे विरक्त न हुआ हो--जिसको संसारमै तनिक 
भी सुख दीखता हो, उसे वेदान्तका उपदेश न दे । जिसने 
तीनों एष्णाओंका त्याग न किया हो- जो सब प्रकारसे निःस्पृह 
न बना हो, उसको भी अद्वेत ज्ञानका उपदेश न दे; तथा 
जिसने मन-इन्द्रियौको अपने वशमै न कर लिया हो, उसको 
भी वेदान्तके तात्पर्यका उपदेश न दे |? 

( २ ) मनुष्य हो, इसलिये मनुष्य रहो--यह हम 

मा० अं छत्र 


य कहते हैं और इसके लिये (१) अहिंसा, (२) सत्य; 
(३) अस्तेय- दूसरेकी वस्तु न लेना या किसी प्रकारकी चोरी न 
करना, ( ४ ) शरीर और मनको पवित्र रखना- शरीरको 
स्नान-आदिसे और मनको जप; तप, ध्यान आदिसे और( ५ ) 
अपरिग्रह--आवश्यकतासे अधिक संग्रह न करना- इन पाँच 
साधर्नोके ऊपर ध्यान देना चाहिये | 

( ३ ) प्रकृतिका खभाव अधोगामी है अर्थात्‌ मनुष्यत्वसे 
पशुत्वकी ओर ढुलक जाना । जिनके अवलम्बनसे मनुष्य 
अपने स्थानके ऊपर अडिग खड़ा रह सकता है; वेसे सदाचार- 
के नियमौंको धर्म नामसे पुकारते हैं | इसका स्वल्प दिग्दर्शन 
ऊपर दिया गया है । 

(४) आज जो सुख-सुविधा आदि प्राप्त होती है; वह 
पूर्वजन्ममै किये हुए सत्कर्मके फलरूपमै ही मिलती है--यह 
निश्चय करके यथाशक्ति सत्कर्म ही करता रहे, जिससे 
उत्तरोत्तर अधिक सुख और सुविधा प्राप्त होती जाय । 


आज जो दुःख दीखता है या भोगना पड़ता है, वह 
पूर्वजन्मके किये हुए अशुभ कमोंके फल रूपमै ही प्राप्त 
हुआ है- ऐसा निश्चय करके पापसे दूर ही रहे, जिससे भावी 
जन्ममै दुःखका सामना न करना पड़े । 


(५) जीवनको सादा; सरल और त्यागप्रधान बनाना 
आवश्यक है | विलासी जीवनसे तन और मन दोनों खराब 
होते हैं । 

(६) अधिक न हो सके तो आयका दसवा भाग तो 
अवश्य ही सक्कार्यमै लगाना चाहिये; क्योंकि बिना बोये 
फल नहीं मिलता । 


( ७ ) जिस ईश्वरने हमको जन्म दिया है, सुन्दर शरीर 
दिया है, कार्यक्षम मन; बुद्धि और इन्द्रियाँ दी हैं तथा 
शरीर-निर्वाहके लिये ऐसी मनोहर सृष्टि रची है) उसके 
स्मरण-चिन्तनमे चौबीस घंटोंमे एकाध घंटा भी न लगे तो 
हम कृतन्न ही कहलायंगे । 

(८) हम न्याय) नीति और सदाचारके नियमसे चलेंगे) तो 
भी शरीरके भोग तो प्रारब्धानुसार मिलते ही रहेंगे और परलोक 
सुधरेमा, यह विशेष छाम मिलेगा | और यदि इम अधिक 











५७० 





ता? हुए भी श्र विषयोणा जा लोमसे न्याय, नीति और सदाचारका मार्ग छोड़ देंगे 
तो भी प्रारब्धले अधिक तो हमें मिलनेका नहीं; हानि यह 
होगी कि परलोक बिगड़ेगा । 

( ९ ) परलोक सुधरेगा? का अर्थ इतना ही है 
कि आगामी जन्ममै इस जन्मकी अपेक्षा अधिक सुख-सुविधा 
प्रात्त होगी और उत्तरोत्तर बढ़ते-बढ़ते खर्ग-सुखतक पहुँचा 
देगी । ( निष्काम भाव आया तो मोक्ष मी मिल जायगा । ) 
“परलोक बिगड़ेगा? का अर्थ यही है कि इस जन्ममै जो 
दुःख) दारिद्रय या कठिनाइयाँ हैं, उनमें बृद्धि होती रहेगी 
और अन्तभे नरककी यातना भोगनेका समय आ जायगा । 


( १० ) चौरासी लाख योनियोमें एक मानव-शरीर ही 
ऐसा है कि जिसमें नवीन कर्म करके यथेच्छ लाभ प्राप्त किया 
जा सकता है । तुम्हारी इच्छा हो तो शुभ कर्म करके स्वर्गमे 
जा सकते हो; तुम्हारी इच्छा हो तो पाप-कर्म करके नरकमें 
भी जा सकते हो और ईश्वर सद्बुद्धि दे तो ज्ञान प्रात 
करके मुक्तिळाभ भी कर सकते हो | 


मनुष्यजन्म मिलता है भावी जीवनको सुधारनेके लिये) 
भावी जीवनका निर्माण करनेके लिये, भावी जन्मके संबळ 
जुरानेके लिये । भोग भोगनेके लिये तो तिरासी लाख निन्यानबे 
हजार नो सो निन्यानबे शरीर हैं ही, जिनमें प्रारन्धके भोगके 
सिवा ओर कुछ करना नहीं रहता । मनुष्य-जीवनमें भी यदि 
इतना ही करें तो फिर मानव और इतर प्राणीमें कोई भेद 
ही नहीँ रह जाता । 

खादते मोदते नित्यं शुनकः शूकरः खरः। 

तेषामेषां को विशेषो वृत्तियंषां च तारी ॥ 


(कुत्ते, सूअर और गधे-जैसे प्राणी भी नित्य खाते-पीते 
और खेलते हैं । मनुष्य यदि इन्हीं बृत्तियोमे जीवन बिता दे 
तो फिर मनुष्य और इतर प्राणियोंमे क्या अन्तर रहा |? 

( ११ ) जन्म-्मरणके चक्रमे परवश होकर केसे घुमना 
पड़ता है; इस बातको भगवानूने बहुत सरळ रीतिसे भागवत- 
भै समझाया है 

य पुतान्मत्पथो हित्वा भक्ति्ञानक्रियात्मकान्‌ । 

्ुद्रान्‌ कामांश्रलैः पाणे; जुषन्तः संसरन्ति ते ॥ 

(११।२१।१) 

“जो मनुष्य मेरे बतलाये हुए भक्ति, ज्ञान या कर्ममार्गमे- 

छ एकका भी अनुसरण नहीं करते और “जीबन क्षणभङ्कुर 


* मानव वही जो स्वार्थं तज होता पथिक परमार्थका # 


है?-यह जानते हुए भी क्षुद्र विषयोका ही सेबन करते है, 
जन्म-मरणके चक्रमे परवरा होकर घूमा करते हैं |! 

प्रारम्ममै बतलाया गया है कि इस प्रकारके ज्ञानके अहि | 
कारी बहुत ही कम हैं) परंतु कर्म और उपासनाका अपग 
तो मनुष्यमात्रको होता दै | इतना भी जो न कर सके कू | 
कृतन्न है और इस कारण उसकी गिनती शाखो पुज 
करनेके लिये कहा है | 

यो नरो जन्मपर्यन्तं स्वोद्रस्य प्रपूरकः | 

न करोति हरेभक्तिं स नरो गोदुषः स्म्रृतः ॥ 

“जो मनुष्य जन्मभर शरीरके पालन-पोषणमे ही रत रहा 
है और ईश्वरकी भक्ति नहीं करता, उसको तो दो पैखाग 
बेल ही जानना चाहिये |? यथेच्छसि तथा कुरु । 

उत्तम छइ अवतार न भज्यो जे भगवान ने) 

हारी गयो ग्वार, जीती बाजी जार माँ॥ 

भावे न भजे राम, मानव तन मळवा छतां। 

ते ज मूर्खनो जाम, जन्मे मखा कारो॥ 

“देव-दुर्लम यह मानव-देह मिला है, तथापिं जो मनुष 
भगवानका भजन नहीँ करता, उसको गवॉर ही समझता | 


चाहिये; क्योंकि वह अपनी ही मूर्खतासे जीती बाजी ह| 
जाता है । 


“ऐसा उत्तम मनुष्य-शरीर मिलनेपर भी जो मनुष्य प्रम 
का भजन भावसे नहीं करता, उसको तो मूर्खोका सरदार 
समझना चाहिये ओर उसका जन्म व्यर्थ है- वह केक 
मरनेके लिये ही पैदा हुआ है । पछुपक्षियोके समान उस 
जन्म मरनेके लिये ही है--ऐसा जानना चाहिये ।? | 


इसलिये चेतावनी देते हुए सुभाषित कहता है-- 


प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः । ' 
किंनु मे पशुभिस्तुल्य॑ किंनु सत्पुरुषेरिव॥ | 

| 

“यदि मानबतासे पञ्चुतामै न जाना हो--मानवःप | 
र हो) तो मनुष्य प्रतिदिन अपने जीवनको देखता रै | 
यान रखता रहे--सतत सावधान रहे कि उसका जीव 
र 23 समान बीतता है या पञ्चके समान |? | 

| 
मी सागर” मै मानवकतव्यको समझाते हुए नि | 
ह कहते “कु निगुण उपासना न बन सके १ 
उपासना करे तथा सगुण उपासनाकी करने 
मनुच्य ईश्वरमै क 


मनको स्थिर करे | यदि सगुण उपासनी मौ 


| 
है 
८ 


$ सामर्थ्ये, अमरत्व और अनन्त रस ही मानवकी माँग है % 


५१ 


Em RN SRNR | i NONE 





न बन पड़े तो फलकी कामना छोड़कर अपने वर्णाश्रमके 
योग्य नित्य तथा नैमित्तिक कर्म करे और उसे ईश्वरको अर्पण 
कर दे तथा साथ ही राम-नाम आदिका कीर्तन करके ईश्वरको 
मजे | यदि निष्काम कर्म भी न बने तो सकाम शुभकर्म करे; 
और सकाम शुभकर्म भी न हो सके तो है क्षुद्र मानव ! पशु- 
पक्षी, कीट-पतङ्ग आदिके समान बारबार जन्मा कर और 
मरा कर | # 


श्रीशंकराचार्यं कहते हैं-- 
येषां चित्ते नैव विवेकस्ते पच्यन्ते नरकमनेकम्‌ । 


“जिस मनुष्यके चित्तमें विवेकका उदय नहीं होता, वह 
अनेकों नरकोंमें पचता रहता है |? 


अध्यात्मरामायणमें एक प्रसङ्ग है, जहाँ झुक दैत्य रावणसे 
कहता है-- 


देहं लब्ध्वा विवेकाढ्यं द्विजत्वं च विशेषतः । 








तत्रापि भारते वर्ष कर्मभूमो सुदुर्लभम्‌ । 
को विद्वानात्मसात्कृत्वा देहं भोगानुरो भवेत्‌॥ 


“विवेक-बुद्विके कारण ही जिसकी महत्ता है, ऐसा मानब- 
देह मिलना दुर्लभ है | उसमें द्विजत्वकी प्राप्ति तो और भी 
दुर्म है तथा उसमें भी कर्मभूमि भारतवर्षमें जन्म पाना 
सवपिक्षा अधिक दुर्लभ है | ऐसा देवदुर्लभ मानव-देइ और 
वह भी भारतवर्षमें पाकर ऐसा कौन मूर्ख होगा, जो देहको 
ही अपना स्वरूप मानकर उसे पाळने-पोसनेके लिये विषय- 
सेवनमें ही उसका उपयोग करता हो |? 


यहाँ याद रखना आवश्यक है कि केवल भारतवर्ष ही 
कर्मभूमि है । अन्य देश केवल भोगभूमियाँ हैं; क्योंकि वहाँके 
मनुष्योँमें परलोक) पुनर्जन्म या मोक्षकी समझ नहीं होती 
और न वहाँ कोई स्थायी समाजव्यवस्था या पुरुषार्थकी 
योजना होती है । वहाँ तो केवल “खादते मोदते नित्यम? 
नित्य खातेःपीते और आनन्द मनाते हैं । 





सामर्थ्य, अमरत्व और अनन्त रस ही मानवकी माँग है 


( एक महात्माका प्रसाद ) 


मानवता मानवमात्रमें ब्रीजरूपसे विद्यमान है । उसके 
विकसित करनेकी स्वाधीनता अनन्तके मङ्गलमय विधानसे 
सभीको प्राप्त है । मानवता किसी परिस्थिति-विशेषकी ही 
वस्तु नहीं है | उसकी उपलब्धि सभी परिस्थितियोंमे हो 
सकती है । उसकी माँग अपने लिये, जगतूके लिये एवं 
अनन्तके लिये अत्यन्त आवश्यक है; क्योकि मानवतामें ही 
पूर्णता निहित है । 


विवेक-विरोधी कर्मका त्याग अर्थात्‌ कर्तव्य-परायणता; 
विवेक विरोधी सम्बन्धका त्याग अर्थात्‌ असङ्गता और विवेक 
विरोधी विश्वासका त्याग अर्थात्‌ उसमें अविचल श्रद्धा, जो 
इन्द्रिय-ज्ञान तथा बुद्धिज्ञानका विषय नहीँ है--यही 
मानवताका चित्र है । कर्तव्य-परायणता आ जानेसे मानब- 
जीवन जगतूके लिये, असङ्गता प्राप्त होनेसे जीवन अपने 





लिये और अविचल श्रद्धापूर्वक आत्मीयता स्वीकार करनेसे 
जीवन अनन्तके लिये उपयोगी सिद्ध होता है | इस दृष्टिसे 
यह निर्विवाद है कि मानवता सभीकी माँग है । 


विवेकःविरोधी कर्म अपना. जाना हुआ असत्‌ है । 
जाने हुए असतूका त्याग न करना अकर्तव्यको जन्म देना 
है । अकर्तव्यकी उसत्तिमै ही कर्तव्यपरायणताकी विस्मृति 
निहित है । विस्मृति जाने हुएकी होती है; उसकी नहीं 
होती, जिसे नहीं जानते | अनन्त कालकी विस्मरति वर्तमानमै 
मिट सकती है । विस्मरति वास्तविकताकी माँगको दबाती है) 
मिटाती नहीं । दबी हुई माँग संदेहकी वेदना उत्पन्न करती 
है । संदेहकी वेदना जिज्ञासा-जाणतिमें हेतु है । ज्यों ज्यों 
जिज्ञासा सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्या-त्या असतूके 
सङ्गेसे उत्पन्न हुई कामनाएँ स्वतः जलती जाती हैं | जिस 


eee NM मड स मक nd 
* जो यह निगुन ध्यान न है तौ. सगुन ईश करि मनको धाम । सगुन उपासनहू नहिं है तौ, करि निष्काम कर्म भजि राम ॥ 
जो निष्काम कमंहू नहि हे, तौ करिये शुभ कर्म सकाम । जो सकाम कह नहि होवै, तौ सठ बार बार मरि जाम ॥ 


( विचार-सागर ५ । १६९ ) 


५ ® 
% मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका 5% 


A 
~ 











काल्में समी कामना. जल जाती हैं, उसी कालमें जिज्ञासाकी 
पूर्ति अर्थात्‌ निस्संदेहताक्री उपलब्धि होती है | निस्संदेहताके 
आते ही अकर्तव्यका नाश और कर्तन्यपरायणताकी 
अभिव्यक्ति स्वतः होती दै, जिसके होते ही जीवन जगतके 
लिये उपयोगी सिद्ध होता है । 


कर्वृत्वका अभिमान अकर्तव्ये ही है; कर्तव्यररायणतामे 
नहीं । अकर्तव्यका जन्म अहं-भावसे होता है, कर्तव्यपरायणता 
अनन्तके मङ्गलमय विधानमे निहित है | जिसका जन्म अहं 
भावसे होता है; उसके फलमें आसक्ति स्वाभाविक है | इस 
दृष्टिसे अकर्तव्य ही फळासक्तिमें हेतु है | फलासक्ति ही प्राणीको 
देहाभिमानमें आवद्ध करती है; जो समस्त अनर्थोका मूल 
है । फलासक्ति कर्तव्यपरायणतामै विन्न है । जिसकी व्यक्तिगत 
कुछ भी माँग है, वह स्वोशम कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता । 
कर्तव्यनिष्ठ होनेके लिये व्यक्तिगत माँगको नष्ट करना अनिवार्य 
है; क्योंकि किसीकी माँग किसीके कर्तव्यमे निहित है | अपनी 
माँग किसी औरके कर्तव्यम और दूसरोंकी माँग अपने 
कर्तव्यम ओतप्रोत है | मानवता कर्तव्यपरायणताकी प्रतीक 
है, मॉगकी नहीं । 


कर्तव्यके साथ-साथ अकर्तव्य जबतक रहता है; तबतक 
प्राणी गुर्णोके अमिमानमें आबद्ध रहता है गुर्णोका अभिमान 
समस्त दोर्घोका मूल है | इस कारण अकर्तव्यसे रहित कर्तव्य 
ही वास्तविक कर्तव्य है | अकतंव्यका नाश जाने हुए असतूके 
त्यागमें ही निहित है । अकर्तव्यका नाश होते ही व्यक्ति और 
समाजमें; शरीर और विश्वमै एकता आ जाती है । इस 
दृष्टिसे कर्तव्यपरायणता जगतूके लिये उपयोगी सिद्ध होती 
है । कर्तव्यपरायणता भौतिक दृष्टिसे सुन्दर समाजके निर्माणे, 
अध्यात्मदृष्टिते राग-रहित करनेमे और आस्तिक दृष्टिसे 
अनन्तकी पूजामें हेतु है । विवेक विरोधी सम्बन्धका त्याग 
किये बिना असङ्गता सिद्ध नहीं होती और उसके हुए बिना 
निर्वासता नहीं आती । वासनाओंके नाझमें ही स्वाधीनताकी 
अभिव्यक्ति निहित है । खाधीनता मानवमात्रकी स्वाभाविक 
माँग है । स्वाधीनता किसी अन्यके द्वारा प्रात नहीं होती । 
जिसकी उपलब्धि किसी अन्यके द्वारा होती दै, उसमे 
खाधीनताकी गन्ध भी नहीं है । खाधीनता अभिमान तथा 
दीनताको खा लेती है। इतना ही नहीं) खाघीनता हमें दिव्य 
चिन्मय जीवने अमिन्न करती है | यद्यपि विवेक-विरोधी 
सम्बन्ध अपना जाना डुआ असत्‌ है, फिर मी प्राणी निज 


गाया = गै | 
विवेकका अनादर करके अपने जाने हुए असतूका त्याग हे 
करता । उसका परिणाम यह होता है कि स्वाधीनताकी ह 
शिथिल हो जाती है और वस्तु, व्यक्ति, अवस्था ४ 
परिस्थितिका आश्रय लेकर प्राणी पराधीनतामै ही जीवन 
स्वीकारकर दीनता और अभिमानमें आबद्ध हो नं 
है । दीनता और अभिमानमें आबद्ध प्राणी अफे 
सुख-दुःखका कारण दूसरोंको मानता है | यह नियम है 
अपने सुख-दुःखका कारण दूसरोंकों मानना जीवनमै रा 
तथा द्वेषको जन्म देना है । राग जडताको और द्वेष भेदे 
पोषित करता है | जडता चेतनासे और भेद प्रेमसे प्राणीनने 
विसुख करता है | विमुखता देश-कालकी दूरी उत्पन्न न 
करती, अपितु वास्तविकताको आच्छादित करती है । दई. 
कालकी विसुखता वर्तमानम मिट सकती है । विमुखता 
अन्त करनेके लिये निज विवेकके प्रकाशमै विवेक-विरोष | 
सम्बन्धका त्याग अनिवार्य है | जिससे जातीय तथा स्वरूपकी 
एकता नहीं है, उसकी ममता विवेकःविरोधी सम्बन्ध रै | 
ममता उसीसे होती है, जिससे भिन्नता है | इस दृष्टिसे ममताके - 
त्यागमें ही विवेकविरोधी सम्बन्धका त्याग निहित है । मिली 
हुई वस्तुओकी ममता ही अप्राप्त वस्तुओकी कामनाओंको | 
जन्म देती है | यदि प्राप्त बस्तुआँमें ममता न रहे तो अप्रा 
वस्तुओकी कामना अपने-आप मिट जाती है । प्राप्त वस्तुओकी 
ममता और अप्राप्त वस्तुओकी कामना नष्ट होते ही असङ्ग 
अपने-आप आ जाती दै, जिसके आते ही जीवन अपने 


ल्यि उपयोगी सिद्ध होता है। असङ्गता प्राप्त करनेमै मानव' 
मात्र सबदा स्वाधीन तथा समर्थ है । | 


विश्वास उसीका सार्थक सिद्ध होता है; जिसके समतया 

प्राणी कुछ नहीं जानते | अर्थात्‌ विश्वास उसीमै करना दै गे 

इन्द्रिय-ज्ञान तथा बुद्धि-ज्ञानसे सिद्ध नहीं है । यद्यपि बुद्धिश 
इन्द्रिय-शानकी अपेक्षा भले ही विशेष ज्ञान है फिर मी वह शर 
जो बुद्धिज्ञानका प्रकाशक है, उसकी अपेक्षा तो बुद्धि 
भी अल्प ही है । अल्प-शान संदेहको जन्म देकर जिशार्ती | 
जागतिमै हेतु बनता है, विश्वास नहीं । इस दृष्टिसे अधूरे ज्ञानवै 
या विश्वास करना विवेकविरोधी विश्वास हे। विश्वात. 
जप डम जिसके सम्बन्धे हमने सुना तो है पर हम जानी | 
हो | सुने हुएको स्वीकार करना विश्वास है, शर्त _ 


नहीं । विश्वास 
मान Se दी उसको हैं, जिसको जाननेसे प 


# श्रीश्रीआनन्द्मयी माँकी अमर वाणी % ५३ 








अल्म-ज्ञानके आधारपर किया हुआ विश्वास विकल्प- 
रहित विश्वास नहीं है । विकल्पयुक्त विश्वास असाधन है; 
विवेक-विरोधी है, उसका जीवनमें कोई स्थान नहीं है। 
विश्वासे सम्बन्धकी अभिव्यक्ति होती है । सम्बन्ध अखण्ड 
स्मृतिको ओर स्मृति प्रीतिको पुष्ट करती है । प्रीति दूरी तथा 
भेदको खा लेती है | इस हष्टिसे विकल्परद्वित विश्वास ही 
वास्तविक विश्वास है | अतः विकस्पयुक्त विश्वासका अन्त करके 
सरळ विश्वासपूर्वक अपने विश्वास-पात्रमें आत्मीयता स्वीकार 
करना अनिवार्य है । आत्मीयता प्रियताकी जननी है । प्रियता 
प्रियतमको रस देनेमै समर्थ है | इस दृष्टिसे मानवता अनन्तके 
लिये उपयोगी सिद्ध होती है | 


यह सभीको मान्य होगा कि विवेकयुक्त जीवन ही 
मानव-जीवन है | इस कारण विद्यमान मानवताको विकसित 
करनेके लिये विवेक-विरोधी कर्म; सम्बन्ध तथा विश्वासका 
त्याग करना अनिवार्य है । उसे बिना किये अमानवताका 
अन्त न होगा | अमानवको पशु कहना पञ्चुकी निन्दा है; 
क्योंकि अमानवता पशुतासे भी बहुत नीची है और मानवको 








देवता कहना मानवकी निन्दा है; क्योकि मानवतायुक्त 
मानव देवतासे बहुत ऊँचा है । अथवा यों कहो कि मानवता 
देवत्वसे ऊँची है और अमानवता पश्चुतासे बहुत 
नीची । इस दृष्टिसि अमानवताका मानव-जीवनमें कोई 
स्थान ही नहीं है । अमानवताके नाशमै ही मानवता 
निहित है । 


निज विवेकके आदरमै ही अमानवताका अन्त है । अतः 
विद्यमान मानवताको विकसित करनेमें प्रत्येक वर्ग, समाज 
और देशका व्यक्ति सर्वदा स्वाधीन है । मानवता किसी मत, 
सम्प्रदाय तथा वादविशेषकी ही वस्तु नहीं है; अपितु सभीको 
सफलता प्रदान करनेवाली अनुपम विभूति है । कर्तव्य- 
परायणता, असङ्गता एवं आत्मीयता मानवताके बाह्य चित्र हैं 
और योग, बोध तथा प्रेम सानवताका अन्तरङ्ग स्वरूप हैं । 
योगमें सामर्थ्य; बोधमें अमरत्व और प्रेममें अनन्त रस 
निहित है | सामर्थ्य), अमरत्व और अनन्त रसकी माँग ही 
मानवकी माँग है । इस दृष्टिस मानवतामें ही पूर्णता 
निहित है | 





श्रीश्रीआनन्दमयी माँकी अपर वाणी* 


१. हे अतिमानव ! महामानव ! अनुकूल क्रियासे 
अपना आवरण आप ही हटाकर प्रकट हो । नित्य स्वयं- 
प्रकाश तो तू है ही । 


> xX x > > 


२. जिसको अपने मनका होश हो; वह मनुष्य है । 
मनका होश माने भगवतू-प्रासिके लिये यात्राका प्रारम्भ | 
भगवानको पाना माने अपनेको पाना और अपनेको पाना 
माने भगवानको पाना | 


x xX > xX xX 


३. घर्म, नीति और समाजका अनुशासन मानकर 
चलनेपर ही मनुष्य मनुष्यत्वको प्राप्त करता है । 


दोनेकी चेष्टा करो । 
२८ x > x x 


सबसे पहले मनुष्य 


४० मानव ईश्वरका प्रतिरूप है | अपनेको या भगवान: 
को पानेकी चेष्टा करना ही मानवका कर्तब्य और परम 
पुरुषार्थ है | 

> > २८ x २८ 

५. मनुष्यत्व प्राप्त करनेके बाद जब पारमार्थिक भाव 
मनुष्यके मनमै आने लगते हैं; तब वह मोहकी सीमा पार कर 
अतिमानव हो जाता है | मनुष्य अभावपूर्ण करनेकी चेष्टा 
करता है और अतिमानव स्वभावमें प्रतिष्ठित होता है | 

१८ > > x x 


— EY 





# यह बाणी पत्रादिके उत्तरमे या प्रश्नोत्तके रूपमे शरीशरीमाँके श्रीसुखसे समय-समयपर्‌ निकलो है । 


0 
प्‌ # मानव वही जो स्वाथ तज होता पथिक परमार्थका # 


SR 





लियन 0000. 
IT 


हि क > 
यथार्थं मानव 


( लेखक -पूज्यपाद स्वामीजी अनन्त श्रीहरिवावाजी महाराज ) 


सर्वे$त्र सुखिनः सन्तु सर्च सन्तु निरामयाः । के जीवोंके सेबकमें मेरा भी नाम लिख लीजिये |! श्री 
सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमामुयात्‌ ॥ बोले- “अच्छा भैया | मैने लिख लिया |? 


नार] 


(१) बहुत ससयके बाद एक वार फिर उस पुरुषकी रात्ने 
सोतेमें आँखें खुळी ओर उसने उसी प्रकार दिव्य प्रवाशे, 
श्रीनारदजीके फिर दर्शन किये | वह आनन्दसे दौड्कर प, 
गया । दण्डवत्‌-प्रणाम करके पूछा कि “अव आप केसे पधारे है) 
श्रीनारदजी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बोले--“भैया ! मैंने जब जाग 
अपना खाता श्रीभगवानके सामने पेश किया, उन्होंने सार 


एक कोई पुरुष अपने घरमै सोया हुआ था । अकस्मात्‌ 
उसकी आँखें खुळी तो देखता है कि सारे घरमें दिव्य प्रकाश 
छा रहा है । वह चकित और भयभीत-सा हो कर देखता है कि 
उस प्रकाशम कोई व्यक्ति है | बह साहस करके पास गया तो 
देखा कि वे परम प्रसन्न और आनन्दमय पुरुष हैं, जिनके पास का-सारा पढ़ा फिर बडे हर्से तुम्हारे नामपर ही सबसे ह 
एक बही खाता-सा है, जिसमें वे कुछ लिख रहे हैं । प्रेमपूर्वक उँगली रखी | इसलिये में तुम्हें शुभ संवाद सुनाने आया हूँ 
श्रीचरणोंमें दण्डवत्‌ प्रणाम करके हाथ जोड़ पूछा, “महातेजस्वी तुम धन्य हो, तुम्हीं सबसे बढ़कर श्रीभगवानके परम प्यारे हो॥ 
कृपाळ ! आप कौन हैं और कैसे इस दासपर कृपा करके पधारे €) 


हें! 
हैं तथा क्या कर रहे हैं १? प्राचीन समयकी बात है | एक बार श्रीकाशी-विश्वनाप- 


महापुरुष बोले “भैया | मैं विश्वपति श्रीहरिका एक जीके मन्दिरमे श्रीविश्वनाथजीकी प्रेरणासे एक दिव्य बहुमूल 
तुच्छ दास हूँ) मेरा नाम नारद है, मैं श्रीहरिके धामसे आया थाल प्रकट हुआ | पुजारीलोग उसे देख बड़े आश्चर्यान्वित हुए| 
हूँ । उन्होंने ऋपापूर्वक मुझे आज्ञा दी है कि “तुम मेरे विश्वमे उस थालपर सुन्दर स्पष्ट अक्षरोंमें लिखा हुआ था कि 'विक्षा 
जाकर मेरे प्यारे भक्तोके नाम और गुण लिखकर लाओ, मेरे सबसे बढ़कर प्यारेके लिये यह मेरा प्रीतिपुरस्कार है। 
| जिससे मैं देखूँगा कि उन सबरमें मेरा सबसे बढ़कर प्यारा ऐसे व्यक्तिके पास यह थाल स्वयं चलकर जायगा |? महदा 
कीन है |? अतः मैं वही काम कर रहा हूँ ।: यह सुन वह काशीनरेशको इस अलौकिक घटनाकी सूचना दी गयी। 
पुरुष बोला कि “महाराज | मैं तो उन श्रीभगवान्‌का भजन- उन्होंने सर्वत्र-देशभरमें इस बातकी घोषणा करवा दी । बहु| 
पूजन कुछ भी नहीं जानता और न मुझे उनका कुछ परिचय बड़े भंडारेका प्रबन्ध हुआ | 
ही प्रास है। इतना ही जानता हूँ किसब जीव उनके ही हैं. और शिवरात्रिका दिन था । चारो ओरसे बढ़े-बढ़े प्रसि 
उनकी प्यारी संतानें हैं | इसलिये जबसे मैंने होश सॅभाला महात्मा, योगी, यति, ज्ञानी, ध्यानी, तंपरी, म 
है, मैं सब प्रकार हप॑पूर्वक उनकी सेवा करता रहता हूँ । सम्प्रदायोंके एकत्र हो गये | वेद्ध्वनि, मङ्गलगान) ना. 
रोगी हो, दुखी हो, विपत्तिमे पड़ा हो, अपने सुख-स्वार्थको संकीर्तनादिकी अपूर्वे छटा छा गयी | सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिका नि 
भूल प्राणपणसे उनकी सेवा करता रहता हूँ; और कोई भी दोनेपर ही भंडारा परोसा जानेको है | सब-के-सब महापुर, 
किसी कामको कहे) अपना काम छोड़ पहले उसका काम श्रीविश्वनाथजीके मन्दिरमे दर्शनोंको ज रहे हैं । बारह) खी | 
करनेमें मुझे बडा सुख होता है किसीका भी किसी प्रकारका दो वजगये; परंतु वह दिव्य थाल किसीकी दर द ही नहीं || 
भी दुःख मुझसे सहा नहीं जाता । उसे दूर करनेकी मैं भरः इतनेमें एक सीधा का विदा 


SP “सादा सरळ प्रकृतिक दिखायी 
सक चेष्टा करता हूँ । में रास्तेमिं पेड़ लगाता और उनको दिया | उसके मनमै आयी कि ए द रा । 
श्रीशंकरनीपर दाद 9 है 


सींचता रहता हूँ; जिससे राहगीरोंको सुख मिले | वनमै पशुओंके करके श्रीशंक लल > ड 
पीनेके लिये अपने दार्थो तालाब आदि खोदता हूँ । जिस ऐसा विचार ह i. | 
वही तदा सके, समी जीर्वोको सुखी करनेमे ही मुझे बादर ह मन्दिरमें जाने लगा, तब | 
सुख होता है | इसलिये यदि आपके मनमें आये तो भ्रीभगवान्‌- ` शरीरसे भयानक दुर्गन्ध द ह म्य है मना रह 
मक्खिया मिनमि | 








** मानवताकी 








हैं और बह दुःखसे रो रहा है । उसके पाससे ओर सब महा- 
पुरुष नाकपर वस्त्र रख भीतर चले गये थे । उस ग्रामीण 
पुरुषका एक पैर तो देहलछीके भीतर और एक बाहर था | 
उसने भीतरका पैर बाहरकी ओर हटाकर उस कुष्ठीके शरीर- 
की ओर झुकते हुए उसको स्नेह और प्रेमभरी वाणीसे 
आश्वासन देते हुए कहा--'भैया ! तुम घबराओ नहीं । इस 

महान्‌ कष्टमें भी तुम्हारा मङ्गल ही होगा | दुःख सदा तो 





पावनता % ५५ 





रहेगा नहीं । मैं अमी श्रीमगवानपर जल-पत्र चढाकर आता 
हूँ, तुम्हें अपने घर ले चटूँगा । प्रेमसे तुम्हारी सब प्रकारसे 
सेवा-शुश्रूषा और रोगका उपचार करूँगा ।? ऐसे कह ज्यों ही 
वह भीतर गया कि वह अपूवे दिव्य थाल चलकर उसके 
चरणमै आ लगा । प्ृथ्वीपर और आकाशर्मे चारों ओरसे 
जयजयकारकी ध्वनि गूँज उठी ! 

ये हैं यथार्थ मानव । 


— M0 — 


मानवताकी पावनता 


( स्चयिता--श्रीयुगलसिंहजी खीची एम्‌० ए०, बार-ऐंट-ला; विद्यावारिधि ) 


| 


४2 मानवता है सकल जगतूकी उन्नतिका आधार! i 
Ne निमोता है राषट्रभाग्यका जन-जनका आचार ॥ १॥ Ne 
ह मानव-धर्म वचनका पालन, चादे जायें प्रान। रिश 
दट वादेकी चेदीपर करना तन-मन-धन बलिदान ॥ २॥ y 
पु करुणा, प्रेम, सत्य, शुचिता है मानवताके अंग। शह 
छ पूर्ण विकास उन्हें देता है, आत्म-शक्तिका संग॥ ३॥ $ 
रड मानवताके परम शत्रु है लोभ क्रोध औं कास। र 
न उनपर विजय वही नर पाता; जिसके मनमे रास ॥ ४॥ > 
मानवताका मान बढ़ाया’ हरिने ले अवतार । र 
8] जीवनका आदी दिखाया?! करमा जग-उपकार ॥ ५॥ र 
Si काळे-गोरे पीत-साँबळे दुनियाके इंसान । 
ह वे सारे हें भाई-भाई, ईश्वरकी संतान॥३६॥ र र 
° हिंदू; बौद्ध, पारखी? जैनी, मुसलमान, क्रिस्तान। Si 
मानवताकी नेह-नजरमें सब है एक समान॥ ७॥ र्र 

मानवताकी जन्मभूमि है प्यारा भारतवष। 9 
वसुधाको दी सुधा उसीनेश लिया चरम उत्कर्ष॥ ८॥ ¢ 
5 इश्वरके ही अंश जीव हुँ, मानव-शक्ति अपार 
| भारतके ऋषियांने गाया-सब पृथ्वी परिवार ॥ ९ ॥ र्ट 
ड उसके गिरि-गहरमे गूँजी यही सुरीली तान। ड 
सर-सरिताओंके तीरांपर ध्वनित हुआ यह गान॥ १०॥ ऽ 
‘i भारतकी संस्कृतिने कर दी मानवता साकार] 
भ्र हुई प्रवाहित दिग्‌-दिगन्तमें विश्व-प्रेमकी धार ॥ ११॥ र्क 
८, मानवता-पावनता-प्रेमी रहा हमारा देश । ‘i 
“जुगळ' दिव्य यह ज्योति जगत्मे जगमग रखे महेश ॥ १२॥ 

— DSO 











५६ 


% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





गोभिविम्रैश्र ` वेदेश सतीभिः सत्यवादिमिः । 
अल॒ब्धैदानशीलेश्र - सप्तभिधायते., मही ॥ 


«गौ, ब्राह्मण, बेद, सती, सत्यवादी, निलोमी और 


दानशील--इन सातने पृथ्वीको धारण कर रखा है ।? 


गौ--गायका आध्यात्मिक रूप तो पृथ्वी है ही, प्रत्यक्ष- 
रूपमै भी उसने पृथ्वीको धारण कर रखा है । समस्त 
मानव-जातिको किसी-न-किसी प्रकारसे गौके द्वारा जीवन 
तथा पोषण प्राप्त होता है । प्राचीन कालके य्चोमै घृतकी 
प्रधानता थी । अब भी देव-पित्य आदि समस्त कार्य घृतसे ही 
सुसम्पन्न द्वोते हैं । दुर्भाग्य है,कि आज गोघुतके बदले नकली 
घी हमारे घरोमे आ गया है । गाय दूध, दही; घी, गोबर, 
गोमूत्र देती है । उसके बछड़े बैल बनकर संब प्रकारके अन्न, 
कपास; सन, तिल्हून,. आदि उत्पन्न करते हे । दुःखकी 
बात है कि हमारी जीवन-खरूपा वह .गौ आज गोरक्षक 
भारतवर्षमें प्रतिदिन इज्ञारोकी संख्यामै कट रही है । 

विप्र--पता नहीँ) किस: अंतीतकालसे ब्राह्मणने त्यागमय. 
जीवन बिताकर विद्योप्ना जन, तथा .विद्यांवितरणका. महान्‌ 


कार्य आरम्भ किया. था, जो किसी-न-किसी रूपमें अबतक - 


चल रहा है । ब्राह्मणने .एथ्वीके लोगोंको ज्ञानका प्रकाश- 
“दान न दिया होता तो वह. सर्वथा अज्ञानान्धकारमे पड़ा 
रहता । Ee ॐ रची 

चेद-पस्मात्माके यथार्थ ज्ञान या ज्ञान करानेवाले 
ईश्वरीय वचनोंका,नाम्‌ वेद दै | यह वेद अनादि है। वेदे 
समस्त ज्ञान भरा है । इंतिहास-पुराणादि भी उसीके अनुवाद 

_ हैं । समस्त .कर्मपद्धतियाँ, संस्कार, ज्यौतिष आदि सभीका 

उद्गमःस्थान वेद दै। वस्तुतः गौ) विप्र और वेद थे तीनों 
ही एक दूसरेमें अनुस्यूत है ` ` ¦ 

गावो विप्राश्च वेदाश्च ` कुलमेकं द्विधाक्ृतम्‌ । 

पुकतो वतेते मन्त्रो इविरेकत्र . तिष्ठति ॥ . 


सती“ सती ख्रियँ.एथ्वीकी.दढ़ स्तम्मरूपा हैं | सतिर्यो- 
के त्याग, तेज, प्रताप्रसे , मानवको बड़ा विलक्षण सात््विक 


बळ मिळता रहा दै और अब भी मिल रहा है.।:सतीकी... 
स्मृति दी पुण्यदायिनी है । संतियोकी पवित्र संतानसे ही 


FIO, 1२-०1 





-बचता .तथा सबको बचाता 


_ छोगोमे परस्पर सेवा सहायता 
` (महाभारत) 


.. है । देनेकी प्रवृत्ति 


एक ०००० 


` पृथ्वीको धारण करनेवाले सात तत्व 


लोकका संरक्षण, 'अंभ्युदय तथा पुण्यजीवन होता है 

सत्यवादी- जगत्‌का सारा व्यवहार सत्यपर आधाशि 
है । झठ बोलनेवाले भी सत्यकी महिमा खीकार करते है| 
संत्य भगवानका स्वरूप है।इस सत्यको स्वीकार कहे 
सत्यभाषणपरायण पुरुष जगतूके सानवोंके सामने एक 
महान्‌ आदर्श ही नहीं रखते, जीवनको सरल) शुद्ध तथा शति 
शाली बनानेमें सहायता भी करते हैं । झूठ ्रमवश पना 
भले ही दीखे, अन्तमै बिजय सत्यकी ही होती है । सत्य तप 
सत्यवादियोके द्वारा उपजाये हुए विश्वासपर ही जगत 
व्यवहार टिके हैं | जबतक जगतूमे सत्यवादी मानवोग 
अस्तित्व बना रहेगा--चाहे वे थोड़े ही हों, तबतक जगत 
स्थिति रहेगी । 

निलाभी--पापका बाप लोभ है । लोभके कारण १ 
विविध प्रकारके नये-नये दुर्गुण, दोष तथा पाप उस्न होत 


. हें तथा परिणाममे महान्‌. संतापकी प्राप्ति होती है । चोरी * 


बेईमानी, चोरबाजारी, घुसखोरी, डकैती, ठगी) दट 
वस्तुओँमें मिलावट आदि चरित्रको भ्रष्ट करनेवाले सा 
अपराधीका मूल लोम ही है। लोभी मानव स्वयं सदा 
अशान्त तथा दुखी रहता है ओर सबको दुखी बनाता है| 


' बह प्रथ्वीके सद्गुणौका उच्छेदक है | इसके विपरीत जो लोमहीन 


है; वही सचा मानव समस्त ढुगुंणों, दोषों तथा पापोसे खयं 
हुआ मानवताका विक) 
संरक्षण तथा संवर्धन करता है--इस प्रकार बह पृथ्वीको. 
धारण करता है | | 
दानशील सारी सुख शान्तिका मूल प्रेम है तथा प्रेमी 
मूल त्याग है । दानमे त्यागकी प्रधानता है । जो मानव अपे 


घन, विद्या, कुशलता, ज्ञान एवं अन्य साधन-सामग्रीका 


उत्सर्ग- दान करता है, बही दानशील है| ऐसा दानी) 
मानव लोभ; केपणता; परिग्रहन्नत्ति आदिका नाश करता है | 
की भावना जाग्रत्‌ रखता दै! . 
सर्जन तथा निर्माणका कार्य सम्पन्न होती 
जगत्मे बढ़ती है | उदारताका विर 
दानशील पुरुष पृथ्वीको धारण करता दै। | 


` - अतएव इन सातके . न 
अन्तरिम टिकी नी द्वारा: ही पृथ्वी विधृत है निराश 


दानसे वस्तुतः पवित्र 


, होता दै | इस प्रकार 





२९ पृथ्वीको धारण करनेवाले सात तत्त्व 








# मानवता % 





५७ 





मानवता 


( छेखक--महात्मा श्रीसीतारामदास अंश्कारनाथजी महाराज ) 


विधानबीजं 
वरं वरेण्यं विधिविष्णुदवें: । 
वसुंघराचारिविमानवद्भि- 
वायुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे ॥ 
प्रणवः परमं ब्रह्म प्रणवः परमः शिवः । 
प्रणवः परमो विष्णुः प्रणवः सर्वदेवता ॥ 
3% 
आहारनिद्राभयमेथुनं च 
सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ । 
धमो हि तेषामधिको विशेषो 
धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 


विशालविश्वस्य 


“आहार; निद्रा, भय और मैथुन पशु तथा मानवमें 
समानरूपसे होते हैं) मनुष्यमें धर्म ही एक विशेष है, जिससे 
पशु और मानवकी विशेषताका ज्ञान होता है । धर्महीन 
मनुष्य पशुके समान हैं ।? 

धर्म किसे कहते हैं ? धरति यः स धर्म: । जो धारण 
करता है; वह धर्म है । 

श्रीमनुसंहितामें दशलक्षणात्मक धर्मका उल्लेख है-- 

छतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

धीर्विद्या सव्यमक्रोघी दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते । 

अधीत्य चानुवतन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 

( ६।९२-९३ ) 

“वृति; क्षमा, दम) अस्तेय, शोच) इन्द्रियनिग्रह, धी) 
विद्या, सत्य और अक्रोध- थे दस धमंके लक्षण हैं । जो 
ब्राह्मण धर्मके इन दस लक्षणोंका अध्ययन करते हैं और 
पढ़कर आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये अनुष्ठान करते हैं) वे 
परम गति अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त होते हैं |? 

धअह्मचर्य, गहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमो 
विचरण करते हुए द्विजके लिये यल्पूर्वक दशलक्षणात्मक 
धर्मका सेवन करना परम आवद्यक है |? 

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

एतं सामासिकं धर्म चातु्वण्येऽब्रवीन्मनुः ॥ 

( मनु० १० । ६३ ) 


मा० अं० ८ ९ 


“अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच तथा इन्द्रियनिग्रह 
ये चारों वर्णोके संक्षिप्त धर्म हैं, इनका अनुष्ठान करनेके लिये 
भगवान्‌ मनु कहते हैं |? प्रकरणके अनुसार ये धर्म मनुष्य- 
मात्रके अनुष्ठान करने योग्य हैं | 

दशलक्षणात्मक धर्ममे पहला है-धधृति' अर्थात्‌ धैर्य या 
संतोष | मानव-झारीर धारण करनेपर रोग-आरोग्य, शोक) मान- 
अपमान, दारिद्रःथ-सम्पत्तिशीलता) गान्ति-अशान्ति आदि दृन्द्वौ- 
का भोग करना दोगा । जब जैसी अवस्था उपस्थित हो उसीमें 
संतुष्ट रहनेका नाम धैर्य है | धृतिके बलसे मनुष्य जगतूपर विजय 
प्राप्त कर सकता है । जिसमें धृति है, वह नरके आकारमें 
देवता है । रोग-आरोग्यश शान्ति-अझान्ति, मान-अपमान ये 
द्वन्द्व भगवानके दो चरण हैं । जब-जब ये आवे; तब-तब 
इनको दृढतापूर्वक पकड़कर जो स्थिरभावसे अवस्थित 
रहते हैं; वे ही यथार्थ धृतिमान्‌ हैं। मेधातिथि कहते हैं 
कि धृति आदि आत्मगुण हैं, धन आदिके चले जानेपर 
सत्तगुणका आश्रय लेकर स्थित रहनेका नाम धृति है । 

घृति शब्दका दूसरा अर्थ है- संतोष । पातञ्जलयोग- 
दर्शानमें कहा गया है कि शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय 
और ईश्वरप्रणिधान-ये नियम हैं | 

संतोषाद्नुत्तमः सुखलाभः। ( साधनपाद ४२ ) नियमके 
अङ्ग संतोपके प्रतिष्ठित होनेपर अनुत्तम, जिससे बढ़कर 
उत्तम और कुछ नहीं है--इस प्रकारका सवोत्कृष्ट ब्रह्मसुख 
प्राप्त होता है | 

द्वितीय “क्षमा? है । किसीके अपकार करनेपर उसके 
प्रतिंशोधकी सामर्थ्य रहनेपर भी अपकार न करना और 
उसके अपराधको भगवानसे प्रार्थना करके क्षमा करवा 
देना--इसका नाम क्षमा है | इस क्षमाके बलसे मनुष्य 
विश्वपर विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । क्षमाका लक्षण है- 

बाह्ये चाध्यास्मिके चैव दुःखे चोत्पादिते क्कचित्‌ । 

न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिकीर्तिता ॥ 

( एकादशी तत्त्व ) 

“बाह्य तथा आध्यात्मिक ( देह और मनसम्बन्धी ) 
दुःखके उत्पन्न होनेपर क्रुद्ध न होने; आघात न करनेका 
नाम क्षमा है |? 





ष्ट 








कुक MR: 
अदुष्टेवो55त्मन: कार्यैस्तितिछ्ुश्न क्षमा स्मृता ॥ 
( मत्स्यपुराण ) 
“कुड और आहत होनेपर भी जो मन, वाणी और 
शरीरके द्वारा क्रोध नहीं करता और न आघात करता है 
बल्कि आसानीसे सहन करता है, उसकी इस सहनशीलताका 
नाम क्षमा है ।? 
विगहो तिक्रमक्षेपहिसाबन्धवधात्मनाम्‌ । 
अन्यमन्युससुत्थानां दोषाणां वनं क्षमा ॥ 
“निन्दा, आक्षेप, हिंसा, बन्धन और वधरूपी क्रोधसे 
उत्पन्न होनेवाले दोघोको रोकना क्षमा कहलाता है ।? 
तृतीय लक्षण है--“दम? । गोविन्दराज कहते हैं--- 
शीतातपादिद्वन्द्वसहिष्णुता 
तथा अन्यत्र--- 
विकारहेतुविषयसंनिघाने5प्यविक्रियत्व॑ मनसो दमः। 
अर्थात्‌ विकार उत्पन्न करनेवाले विपयोंके पास रहनेपर 
मी मनका विकारहीन बना रहना दम है । 


दमः । 


मनसो दमनं दम इति सदानन्दवचनात्‌ । 


(सदानन्दजी कहते हैं कि मनका दमन ही दम कहलाता 
है ।' वेदान्तसारमे कहा है-- 

तत्तु बाह्मेन्द्रियनिग्रहः । 

“बाह्य इन्द्रियोंका निग्रह ही दम है |? 

विषयव्यावृत्तस्य मनसो यथेष्टविनियोगयोग्यता दम: । 

“विप्रयोसे विशेषरूपसे मनको हटाकर परम वस्तु (इष्टदेव) 
मै छगानेकी योग्यताका नाम “दम? है |? पद्मपुराणमें दमका 
लक्षण कहते हैं-- 

कुत्सितात्कसंणो विप्र यञ्च चित्तनिवारणमू । 

स॒ कीर्तितो दमः प्राज्ञैः समस्ततस्वदर्दिमिः ॥ 

“हे विप्र ! निन्दनीय कमोंसे चित्तको हटाना ही बुद्धिमान 
अर तत्त्वदर्शी लोगोंके मतसे “दम? है |? 

महाभारत; झान्तिपर्वके १६० वें अध्यायमें लिखा है-- 

तच्वदर्शी पण्डितोंने “दम” को मुक्तिकी प्राप्तिका साधन 
बतलाया है | दम सब .लोगोके लिये विशेषतः ब्राह्मणक्े लिये 


सनातन धर्म है । दमकी साधनासे ब्राह्मणकी कार्यसिद्धि. 


होत्री है । दमकी साधना दान, यज्ञ और गाखज्चानकी 


कै मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका + 


ह 


यस्तु नाक्रोशेन्न हनेदपि। अधेष श्रेष्ठ है । इसके द्वारा तेजकी बृद्धि होती 


हे | दे 


साधनाके समान पवित्र कुछ भी नहीं है । मनुष्य दमकी साप. 
के द्वारा निष्पाप और तेजस्वी होकर ब्रह्मपदको प्राप्त करता, 
दमकी साधना अति उत्कृष्ट धर्म है। दमके द्वारा ॥ 
लोकें सिद्धि और परलोकमें सुखकी माति होती है | द 
गुणसे सम्पन्न मनुष्य अनायास ही उत्कृष्ट धर्मकी प्राशि । 
समर्थ होता है) निर्भय होकर निद्रासुखका अनुभव करता है 
निर्मम होकर जागता है और निर्भय होकर जनसमाजों 
विचरण करता है। उसके अन्तःकरणमें स्वतः प्सा 
विराजती है । जो मनुष्य दम-बिहीन है, उसे निरन्तर हु 
भोगना पड़ता है तथा वह अपने ही दोषसे बहुत अन 
उत्पादन करता है। चारों आश्रमोंके लिये दमको उक 
गुण बतलाया हे; यहाँ दमसे उत्पन्न होनेवाले समल 
गुणोंका में तुमसे उल्लेख करता हूँ, सुनो । 
दम सरलता, इन्द्रिय-जय, दक्षता, मृदुता; लजा, 
स्थिरता, अदीनता) अक्रोध, संतोष, प्रियवादिता, अहिंसा 
अनसूया, गुरुपूजा तथा दयाकी उत्पत्तिका कारण है | दम: 
गुणसे युक्त महात्मा क्रूर व्यवहार, मिथ्या-वाक्य-प्रयोग तथा | 
दूसरेका अपमान, उपासना या निन्दा कमी नहीं करते। 
काम, क्रोध, लोम; दर्प, आत्मश्ठाघा) ईर्ष्या और विप्रया- 
चुरागका एकबारगी त्याग कर सकते हैं । अनित्य सुखी 
प्राप्तिति उनको कभी तृप्ति नहीं होती | सम्बन्ध-संयोगसे उत्पन 
ममताके द्वारा उनको कमी दुःख-भोग नहीं करना पड़ता | 
चतुर्थं “अस्तेयः है - 
अन्यायेन परधनादिग्रहणं स्तेयं तद्धिन्नमध्तेयम्‌.। 
क दारा पर-धनको अपहरण करना (स्तेय! 
कहलाता हे, इसके विपरीत “अस्तेयः हे ।? 
है पातञ्ञल्योगदर्शनके अष्टाङ्ग योगमें अहिंसा, सत्या |. 
असक, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह--ये यम आते हैं | यमका | 
रत्नोंकी उपस्थिति होती है-- 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरलोपस्थानम्‌ । 


( पातज्ञलयोगदशन, साधनपाद २७) । 


इस रजका साधारण अर्थ है. र 
है — मणिः -काञ्च ८0. 4, विशेष अ jy | 
ह ए pe तिर] 


धमार्थसेवीका वयोगक्षेसर ही सर्वर / 

है। प्रतिष्ठित होनेप क्षेम ही सव | 
डेत होनेपर सभी दिशाओमैं | 

हा लः शत होनेपर सभी दिज्ञाओँमें खित र | 


| 


| 


% मानवता # ५९ 


“अस्तेयकी प्रतिष्ठाके द्वारा साधकके मुखादिसे एक प्रकार- 
के निःस्प्रहमाव विकीर्ण होते हैं । उसे देखकर प्राणी अत्यन्त 
विश्वास करने छगते हैं और इस कारण दातालोग उसे अपनी 
उत्तमोत्तम वस्तुएँ उपहार देकर अपनेको कृतार्थ समझते हैं | 
इस प्रकारके योगीके समीप ( यदि वह नाना दिद्याओंमें भ्रमण 
करता है तो ) विभिन्न दिशाओंके रत्न, उत्तमोत्तम द्रव्य 
उपस्थित हो जाते हैं | योगीके प्रभावसे मुग्ध होकर, उसको 
परम आश्वास-स्थान समझकर चेतन रल स्वयं उसके पास 
उपस्थित होते हैं, परंतु अचेतन रत्न दाताके द्वारा ही उपस्थित 
होते हैं | जिस जातिमें जो उत्कृष्ट वस्तु होती है, उसको 
“रत? कहते हैं |? 

साधारण धन आदिके अपहरणका नाम स्तेय? है | इस 
प्रकारकी चोरीका पाप राजदण्ड आदिके द्वारा क्षवको प्राप्त 
होता है; परंतु इसकी अपेक्षा अति भयङ्कर चोरी है “भावका 
अपहरण |? जैसे, में साधु नहीं हूँ । छोगोंकी ठगनेके लिये 
साधुवेष धारण करके साधुका बाह्य आचरण करता हूँ तथा 
सुविधा और सुयोग देखकर अपने दुष्ट भावोंकों प्रकट 
रूपमै लाकर छोगोंका अनिष्ट करता हूँ | इससे बढ़कर “महान्‌? 
चोरी ओर कुछ नहीं हो सकती | इस चोरीका फल जन्म- 
जन्मान्तरमै भोगना पड़ता है। साधारणतः पाप करनेसे जो दोप 
लगता है) साधुवेष धारण करके जनताको ठगकर पाप करने- 
से उससे सहस्रो गुना अधिक दोप लगता है । 














यथाशाखमज्जलाभ्याँ देहशोधनं शौचम्‌ ।( कुल्लूकमड्ट ) 


शाततर-विधिके अनुसार मृत्तिका और जल आदिके द्वारा 
देहको शुद्ध रखनेका नाम “शोच? है।? मेधातिथि क 


शोचमाहारादिशुद्धिः । 
-- आहार आदिकी झुद्धिका नाम “शौच? है । 


पातञ्जलयोगदशनमें कहा गया है कि शौच दो प्रकारका 
होता है “बाह्य और 'आन्तर |? मृत्तिका और जल आदि- 
के द्वारा वाह्य शौच सम्पादित होता दै तथा मैत्री, करुणा, 
मुदिता और उपेक्षाके द्वारा आन्तर शौच होता है । शोच 
शब्दका आध्यात्मिक अर्थ “आत्मज्ञान? है | 

पातञ्ञलयोगद्नमें कथित यमाङ्ग “शौच? प्रतिष्ठित होनेपर 
स्वाङ्गजुगुप्सा अर्थात्‌ अपने अङ्गोंक्री तुच्छताका बोध होता 
है और दूसरोंके साथ संसर्गहीनता प्राप्त होती है । 





. 
शोचात्स्वाङ्गजुणुप्सा परैरसंसरगंः। ( साधनपाद ४० } 


धर्मका पड लक्षण है-- “इन्द्रियनिग्रह |? अर्थात्‌ श्रोत्र; 
त्वक) चक्षुः जिद्दा, घ्राण) वाक; पाणि, पाद, पायु तथा 
उपस्थ आदि इन्द्रियोंका निग्रह अथवा संयम । इन्द्रिय 
स्वाभाविकी गति बहिर्मुखी होती है । 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभू- 
स्तस्मात्पराङ पइ्यति नान्तरात्मन्‌। 
प्रत्यगात्मानसैक्ष- 
दावृत्त चक्कुरम्ृतस्वमिच्छन्‌ ॥ 
( कठ० उ०२। १।१) 


कश्चिद्वीरः 


परमेश्वरने इन्द्रियोंको बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया 
| जीव बाह्य विषयको देखता हे; अन्तरात्माको नहीं देखता | 
कोई विवेकी अमृतत्वकी अभिलापा करते हुए इन्द्रिय संयम 
पूर्वक प्रत्यगात्माको देखता है। कर्ण आदि इन्द्रिया शब्द) स्पर्श, 
रूप, रस; गन्ध आदि वाह्य विपयोंकी ओर उत्मत्तकी भाति 
दौड़ती हुई दुःखके ऊपर दुःख भोगती रहती हैं । परनिन्दा 
सुननेके लिये लोळप कर दूसरोंके पापोंको ग्रहण करके देहात्मा- 
मिमानी जीवको नरककी ओर खाँ ले जाता है । परायी 
खत्रीको देखनेक्री अभिलाषा करनेवालेको नरकते कोई बचा 
नहीं सकता | इसी प्रकार स्पर्श, रस; गन्धके विषयर्म भी 
समझना चाहिये । शास्त्र कहते दे -- 
आपदां कथितः पन्था इन्द्रिप्राणामसंबमः । 
तज्जयः सम्प्रा मार्गा येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ॥ 


mu 


“इन्दरियोंका असंयम ही आपदाका मार्ग कहा गया है | 
इन्द्रियोंका जव ही सम्पदाका सरल, सुगम राजपथ है | जिसके 
द्वारा इष्टकी प्राति हो, उसी मार्गसे गमन करो |? | 

इन्द्रियनिग्रह शब्दका अर्थ इच्द्रियोंका विनाश 
करना नहीं है | बल्कि इसका अर्थ है, वे जिससे परम निवृत्ति 
प्राप्त करती हुई मनके मन तथा प्राणके प्राण परमानन्दमय 
श्रीभगवान्‌को प्राप्त कर सकें इस प्रकार उनको संयतर्मे 
रखना । परनिन्दा तथा आत्मप्रदांसा सुननेक्रे लिये लोलुप 
८श्रौत्र?-इन्द्रियको श्रीमगवानके नाम, रूप, गुण ओर लीला 
श्रवण करानेका नाम ही 'श्रोरन्द्रिय-निग्रह्‌? है । इसी प्रकार 
साधु-देहका आलिङ्गन, भगवानके चरणोंमें दण्डवत्‌ःप्रणाम) 
सारे शरीरमें तीर्थ-रज-लेपन “त्वगिन्द्रियःका निग्रह है । श्री- 
विग्रह, गङ्गा आदि पवित्र नदियोंक्रा) समुद्र आदि तीर्थाका तथा 
तुलसीवन और भक्तोंका दर्शन ही “चक्षुरिन्द्रिय-निग्रह? है | 


६० # मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका * 


श्रीमगवानका प्रसाद ओर चरणामृतका पान ही “रसनेन्द्रिय- 
निग्रह? है । उनको अर्पित की गयी तुल्सीका गन्ध तथा उनको 
निवेदित किये गये धूपादिका गन्ध ग्रहण करना ही “प्राणेन्द्रिय- 
निग्रह? है । श्रीमगवानके नाम, लीला और गुणका कीर्तन 
और श्रुति तथा श्रीमद्भागवत आदि शास्त्रोका स्वाध्याय, यह 





आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रय; 
अर्थशाखं चतुर्थं च विद्या हयष्टादञ्चैव ता; ॥ 


( प्रायश्चित ] 
(शिक्षा, कल्प, व्याकरण) निरुक्त, ज्योतिष; 


ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद, अथर्ववेद, मीमांसा, 


(0 दि न्य | 
“बाग-इन्द्रिय' का निग्रह है | श्रीमगवानूके मन्दिरका मार्जन, धर्मशास्त्र, पुराण, आयुर्वेद) धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, अर्थान 
युष्य-चयन) माला-ग्रन्थन, चन्दन-घर्घण) श्रीविग्रहको सजाना --र्‍ये अष्टादश विद्याएँ हैं ।? 


आदि सारे कर्म 'पाणि-इन्द्रिय? के निग्रह हैं । तीर्थतीर्थमै 
भ्रमण करना) देव-दर्दानके लिये पैदल ही व्रजमन्दिरमें गमन 
करना 'पाद्‌-इन्द्रिय? का निग्रह है। श्रीमगवानके प्रसाद; सात्त्विक 
भोजन, मित ओर शुद्ध रुचिकर आहार आदिके द्वारा यथा 
समय ( ब्राहमुहूर्तमे ) शोच “पायु-इन्द्रिय' का निग्रह है । जो 
गृहस्थ नहीं हैं, उनको काय, सन और वचनके द्वारा अष्टाङ्ग 
मैथुनका परित्याग तथा ग्रहस्थोका ऋतुकालमे स्त्री-गमन 
करनेका नाम ही “उपस्थ-इन्द्रिय-निग्रह? है । केवळ इस 
प्रकार इन्द्रिय-निग्रहके द्वारा ही मानव मानवताको प्राप्त 
करनेमे समर्थ हो सकता है तथा महामानवक्रे रूपमै पूजित 
हो सकता है । 
सातवाँ “धी? है-- 


सम्यग ज्ञानं प्रतिपक्षसंरायादिनिराकरणम्‌ । 


( मेधातिथि ) 


“सम्यग्‌ ज्ञान तथा प्रतिपक्षियाँके संहाय आदिका निराकरण 
ही धी कहलाता दै |? 


शास्त्रादितस्वज्ञानं धी; । 
£शास्त्रादि-तच्वज्ञानका नाम धी है |? 
धर्मके दस लक्षर्णोमि अष्टम विद्या? है | 
चिद्याऽऽत्मज्ञानम्‌ । 


( कुल्ठूकभट्ट ) 


( मेथातिथि ) 
मेघातिथि कहते हँ कि “विद्या आत्मज्ञान दै |? कर्मज्ञानका 
नाम “थी” है और अध्यात्मज्ञानका नाम “विद्या? है । 
कुलूक भट्ट कहते दैं कि “आत्मज्ञान ही विद्या है |? 
परमोत्तमपुरुषार्थलाधनीभूता विद्या ब्रह्मज्ञानरूपा । 
( नागोजीभट्ट ) 
“पुरुषके परम उत्कृष्ट प्रयत्नसे साधित ब्रह्मज्ञान ही “विद्या? 
कहलाती दै ।? विद्या शब्दका दूसरा अर्थ है--«्शाज्नः | 


अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसान्यायविस्तर: । 
धर्मद्यान्रपुराणानि विद्या छ्वेताश्रतुदेश ॥ 
( विष्णुपुराण ) 


विद्याकी प्रशंसा 


विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं 
विद्या भोगकरी यदाःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरूः । 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतं 
विद्या राजसु पूजिता न तु धनं विद्याविहीनः पञ्ुः ॥ 
( भत्त हरि-नीतिशतक २० 
“विद्या मनुष्यको रूपवान्‌ बनाती है, विद्या प्रच्छन्न--पुष 
धन हैं, विद्या भोग प्रदान करती है, यदा और सुख प्रदा 
करती है, वह गुरुओंको भी ज्ञान देनेवाळी गुर है 
विद्या विदेश जानेपर वन्धुजनके समान सहायक होतीहै | 
विद्या परम देवता है, विद्या राजाओंके द्वारा पूजासत्ा 
कराती है, जो घनके द्वारा प्रात नहीं होता । जो मनुष्य वि 


विहीन है, वह पशुके समान है |? 
देवीपुराणमें लिखा है--- 


विद्यादानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति 


विद्यादानेन दानानि नहि तुल्यानि बुद्धिमन्‌ ॥ 
विद्या एव परं मन्ये यत्तत्‌ पदमनामयम्‌ । 
विद्यादानसे बढ़कर कोई दान न हुआ और न होगा| 


ह्‌ बुद्धिमन्‌ | विद्यादानके समान कोई 
विद्या ही सर्वश्रेष्ठ परम पद है |? 
पझपुराण-उत्तरखण्डमें लिखा है-- 
दशवापीसमं कन्या भूमिदानं च तत्समम्‌ । 
भूमिदानाद्‌ दशगुणं विद्यादानं विशिष्यते ॥ 
४ सुराणा सभा राम परमेश्वर: | 
तथैव सर्वदानानां विद्यादानं तु देहिनाम्‌ ॥ 
"2 शोत व सम्यगिष्टस्य यत्फलम्‌ । 
विद्यादानेन पुण्यवान्‌ ॥ 
सवशस्यसमाकीर्ण 


दिव नि सवेरज्रोपशोभिताम्‌ । 
यत्फ मह दरवा शशिग्रहे। 
रभते विपो विद्यादानेन तत्फलम्‌ ॥ 


ई दूसरा दान नहीं| 


न 


> मानवता % ६१. 


स्य 








“दस बापी-दानके तुल्य कन्यादान होता है, भूमिदान 
भी उसके समान ही होता है । भूमिदानकी अपेक्षा विद्यादान 
दसगुना श्रेष्ठ है । जैसे सब देवताओंमें राम परमेश्वर हँ, उसी 
प्रकार मनुप्योमे सब दानोंमे विद्यादान परमोत्कृष्ट है । उत्तम 
रूपसे सहस्रो राजसूय यज्ञ करनेपर जो फल होता दै, पुण्यवान्‌ 
विप्र विद्यादानके द्वारा उस फलको प्राप्त करता दै । चन्द्र- 
ग्रहणके समय समस्त शस्यसे पूर्ण तथा सभी रत्नाँसे सुशोभित 
भूमि वेदज्ञ ब्राह्मणको दान करनेसे दाता जिस फलको प्राप्त 
करता है, विद्वान्‌ केवळ विद्यादानके द्वारा उस फलको प्राप्त 
करनेमें समर्थ होता है |! 

देहोऽहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीर्तिता । 

नाहं देहश्रिदात्मेति बुद्धिविद्येति भण्यते ॥ 

( अध्यात्नरानायण ) 

“वै देह हूँ?---इस बुद्धिका नाम अविद्या है, तथा भ 


त्मा हूँ! इस बुद्धिका नाम विद्या हूँ ।'? 


65 


A 
ay 
A 
ठ्य 


दशलक्षगात्मसक धप्नंका नवा लक्षण--“सत्य? 
“यथार्थासिधानं सत्यम्‌?--यथार्थ कथनका नाम सत्य है 


— m= 


यथार्थकथनं यच्च सवेलोकसुखप्रदमू। 
तत्सत्यमिति विज्ञेयमसत्यं तद्विपर्यय ॥ 


( पद्मपुराण ) 

“यथार्थ कथनको सत्य कहते हैं । वह सब लोकोमे सुख 

प्रदान करता है । और उसके विपरीत कथनको असत्य कहते 

हैं, वह सर्वत्र दुःख प्रदान करता है।? महाभारतमें लिखा है- 
सत्यं च समता चेव 

अमात्सय क्षमा चैव 
स्यागो ध्यानमथार्यत्वं 

अहिंसा चैव राजेन्द्र 


दमइ्चे न संशयः । 
हीस्तितिक्षानसूयता ॥ 
छतिश्र सततं दया । 
सत्याकाराश्चतुदंश ॥ 
“सत्य, समता; दम; अमात्सर्य, क्षमा, ही ( लजा ), 
तितिक्षा, अनसूया, त्याग, ध्यान, आर्यत्व, धृति) सतत 
दया, अहिंसा- थे चौदह सत्यके आकार हैं।? पातञ्जलदर्दान- 
में कहा है- अहिंसा, सत्य) अस्तेय; ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह 
ये यम हैं । यमका द्वितीय अङ्ग सत्य है । 
जैसा हुआ हो तदनुरूप अर्थयुक्त वाणी और मन-- 
जिस प्रकार दृष्ट, अनुमित अथवा श्रुत हुआ हो तदनुसार 
ही वाणी और मनको रखना; अर्थात्‌ बोलना और चिन्तन 
करना | अपना अभिप्राय दूसरेपर प्रकट करनेके लिये जो 
बचन बोले, वह वञ्चना अथवा श्रान्तिमूलक न हो और 








न श्रोताक्रे लिये अर्थशून्य हो, तमी वह बात सत्य हो 
सकती है । परंतु वह वचन किमी प्राणीके लिये घातक न हो). 
बल्कि उपक्रारकी दृष्टिसे बोला गया हो-यह भी आवश्यक 
है; क्योंकि वाक्यके मुखसे निकळनेपर यदि वह प्राणियोके 
लिये घातक हो तो उससे सत्यरूपी पुण्यक्री प्राप्ति नहीं होती; 
पाप ही होता है । इस प्रकारके पुण्यवत्‌ प्रतीत होनेवाले 
पुण्यसटश वाक्ये द्वारा दुःखमयता अथवा नरककी प्राप्ति 
होती है । अतएव विचारपूर्वक सर्वभूतहितका उत्पादक 
सत्य वचन बोलना चाहिये । 


क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । 
( पातज्ञल० साधनपाद ३६ ) 


सत्यप्रतिष्ठायाँ 


सत्यकी प्रतिष्ठा हो जानेपर वचन क्रियाफलका आश्रय 
बन जाता है । “धार्मिक हो जाओ'- कहनेपर श्रोता धार्मिक 
हो जायगा । “स्वर्ग प्रात्त होः---कहनेपर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। 
सत्यकी प्रतिष्ठासे वाणी अमोघ हो जाती है | “जळ मिट्टी 
बन जाओ'--इस प्रकारके वाक्य सत्यकी प्रतिष्ठाके द्वारा 
सिद्ध नहीं होते | अतएव सत्यप्रतिष्ठ योगी क्षमताके अन्तर्गत 
रहकर ही संकल्प करता है। जो वाक्पार्थक्को समझता है 
वेसे ही मनुष्यके ऊपर सत्यप्रतिष्ठा-जनित शक्ति कार्य 
करती है । 

सत्यके सम्बन्धमै श्रुति कहती है 

सत्य ही ब्रह्म दै-- 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 

( ईशोपनिषद्‌ ) 


ज्योतिर्मय पात्र अर्थात्‌ सूये द्वारा सत्यस्वरूप पुरुषः 
का मुख आदृत है । हे पूषन्‌ | मुझ सत्यधर्माकी उपलन्धिके 
लिये उसे खोळ दो । * 

तस्ये तपो दमः कर्मति प्रतिष्ठा वेदा: 

सर्वोङ्गानि सत्यमायतनम्‌ । 
( केनोपनिषद्‌ ४ । ८ ) 

“तपस्या, उपशम) कर्म आदि उक्त उपनिप्रद्के पादः _ 
स्वरूप हैं, वेद उसके विविध अङ्ग हैं और सत्य उसका 
निवासस्थान है । सत्य ही ब्रह्मविद्याका विशेष साधन है |? 


तदेतत्सत्य॑ मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपस्यन्‌। _ 
( सुण्डक्‌० १ ।२।१) 


वसिष्ठ आदि मेधावियोने ऋग्वेदादिसे जिन कर्मोको 





33 या हक बजाए, 7 जलाया अपरा विद्याके वित्रयीभूत वे कर्म ही सत्य 
निश्चित रूपसे पुरुधार्थके साधन हैं । 


६२ $ मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका # 





~ 


अर्थात्‌ 


तदेतत्सत्यं यथा सुदीक्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः 


सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः । 


( सुण्डकश २। १। १) 
परा विद्याके द्वारा ज्ञेय यह अक्षर ही पारमाथिक सत्य 


है । जिस प्रकार सम्यक प्रज्वलित अग्निसे अग्निकी सजातीय 


सहसो चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार हे सौम्य ! 
अक्षरसे नाना प्रकारके जीव उद्भूत होते हैं और उसीमें 
विलीन हो जाते हैं । 
तस्माच देवा बहुधा 
साभ्या 
प्राणापानो 
श्रद्धा 


सम्प्रसूताः 
सनुष्याः पशवो वयांसि । 
ब्रीहियबौ तपङ्च 
सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥ 


( मुण्डक» २। १।७ )) 


“उससे ही विभिन्न देवयोनियाँ समुन्न होती हैं, साध्य 
देवता, मनुष्य) पशु-पक्षी, जीवन, ब्रीहि-यव, तप, श्रद्धा, 
सत्य, ब्रह्मचर्य तथा कर्मविधि उत्पन्न होती है |! 

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा 

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्यण नित्यम्‌ ॥ 
(सुण्डक» ३।१।५) 
जिसे क्षीणढीप यति लोग उपलब्ध करते है, उस 
ज्योतिर्मय शुद्ध आत्माको अविचल सत्य, अविराम एकाग्रता, 
नित्य, सम्यक आत्मदर्शन और अटूट ब्रह्मचर्यके द्वारा 
इृदयाकाशर्मे प्राप्त करते 


सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
(सुण्डक० ३ | १॥६ ) 
सत्यकी विजय होती है; मिथ्याकी नहीं । सत्यरूपी साधन- 
के द्वारा प्राप्य वह सवोत्तम पुरुषार्थ जहॉ निहित है वहाँ 
आप्तकाम क्रष्रिगण जिस मार्गसे जाते हैं, वही देवयान मार्ग 
है और सत्यक्रे द्वारा अविच्छिनभावसे आस्तीर्ण अर्थात्‌ सतत 
सत्यावलम्बनमे प्रदत्त दै । 

तैत्तिरीय उपनिप्रदूमे शीक्षाध्यायके प्रथम अनुबाकमें 

कहा गया दै छुँ 
“सद्यं वदिष्यामि”-- सत्य बोळूंगा |? ( प्रथम अनुवाक ) 
` सत्य च स्वाध्यायप्रवचने च। ( नवम अनुवाक ) 


“सत्य बोळूंगा और अध्ययन-अध्यापन करूँगा |! 

सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः ॥ ( तैत्ति, १ | ९1१ 

“रथीतरगोत्रीय सत्यवचा कहते हैं करि सः 
करना कतव्य द्‌ | विज्ञानमय आत्माका 'सत्यमुत्तरपक्ष,) 
( ब्रह्मवल्ली ) सत्य, यथायथ कथन भी 


वामपक्ष है | 
दवेताश्वतरमे लिखा है-- 
सत्येनैनं तप्ता योऽनुपञ्यति ॥ 
303 3 te 
सत्य आर तपस्याके द्वारा'''जों श्रवणके पश्चात्‌ 


साक्षात्कार करता है । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( तैत्ति० २। १।३) 
सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप और 

जो हृदयस्थ परमाकाशमै बुद्धि-गुहके भीतर स्थित देखता 


व जा 


करता हूं | 
सत्यं चानृतं च सत्यमभत्रत्‌ । यदिदं किच 
तत्सत्यमिस्याचक्षते । 
( तैत्ति २।६।१) 


(उस कायमै प्रवेश करके सत्यस्वरूप ब्रह्म मूर्त-अमूर्त जो 
कुछ है, सब हो गया । सत्य-मिथ्या सव कुछ वही है । इस 
कारण ब्रह्मवेत्ता लोग उसे सत्य कहा करते हैं ।? 


छान्दोग्योपनिपद्भे कहा गया है “पश्चात्‌ उसकी तपस्या! 
दान) सरलता, अहिंसा ओर 'सत्यवचनमिति? सत्यवादिता 
इुरुषयज्ञकौ दक्षिणा है |! ( ३ । १७ | ४ ) 
स य एषोऽणिमेतदा त्म्यसिद सर्व तत्सत्यम्‌. । 
( छा० उ ६।८।७ ) 
बहे सत्‌ नामक सूक्ष्म कारण है, उसके द्वारा ही यई 


हिर जगत्‌ आत्मवान्‌ है । वही परमार्थ सत्य है, 
आत्मा है |? 


उतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति । 


( छा० ३० ८ । ३ । ४) | 
क श्रमका नाम सत्य है ब्रह्मे इस नामके अक्षर | 


सके तीन हैं--स तू, यम्‌ | जो सकार है वह अमृत है 
तार ै वह गै है और जो थकार' हे, वह पूर्व 
अक्षरोंको वशीभूत करता है । 


र 
यका अनुष्ठान 


आजारा । 


अनन्तस्वरूप ब्रह्मक्ो ' 


१ वह साथ हाँ सब प्रकारको काम्य वस्तुओंका उपभोग 


| 





क मानवता % 








स नेव व्यभवत्‌ तच्छेयो रूपमत्यसुजत्तद्‌ धर्मस्‌ । 
( बु० उ० १।४। १४ ) 
वह तब भी समर्थ न हुआ । उसने कल्याणकारक धर्मका 
सुजन किया । यह धर्म क्षत्रियका था और क्षत्रिय वर्ण था | 
अतएव धर्मसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है । राजाकी सहायतासे जैसे 
कोई दूसरेको जीतता है, वेसे ही धर्मकी सहायतासे दुर्वेल 
मनुष्य बलवानकी जीतनेकी आकाङ्का करता है | वह धर्म भी 
सत्य ही है । इसी कारण यदि कोई सत्यकी बात करता है तो 
ज्ञानीलोग कहते हैं कि यह “धर्म? बतलाता है ओर धर्मकी 
बात कहनेपर कहते हैं कि यह “सत्य” कहता है | 
तस्योपनिषत्‌ सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषासेव 
सत्यस्‌ । ( ब्रु उ० २ । १ । २० ) 
उस आत्माका उपनिषद्‌ है ( समीपस्थ करानेका रहस्य 
है ) सत्यका सत्य । इन्द्रियाँ ( प्राण ) सत्य हैं । वह इनका 
भी सत्य है । 
इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां सवस्य मध्वस्य सर्वाणि 
भूतानि सधु ० !--- (वृ आ० २।५।१२) 
यह सत्य सव भूतोंका मधु दै । सर्वभूत इस सत्यके मधु 
हैं । इस सत्यमै जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर यह जो 
देहमें प्रतिष्ठित सत्य है, वह तेजोमय अमृतमय पुरुष इसका 
भी मधु है । यह सत्यादिचतुष्टय वही है, जो आत्माके नामसे 
कथित हुआ है । यह आत्मज्ञान अमृत है । यही ब्रह्म है। 
यह ब्रह्मज्ञान ही सब कुछ है 
धमके सम्बन्धमें श्रुति भी इसी प्रकार कहती है--- 
गांयञ्ये तस्मिस्तुरीये सेषा दते पदे परोरजसि 
प्रतिष्टिता । (बृ० उ०५। १४। ४ ) 
गायत्री ठुरीय दर्शत और परोरजःपादमे प्रतिष्ठित है । 
यह तुरीय पाद सत्यमे प्रतिष्ठित है । चक्षु ही वह सत्य है) 
क्योंकि चक्षु सत्य कहकर प्रसिद्ध है । इसी कारण आज भी 
यदि दो व्यक्ति विवाद करते हुए, “मैंने देखा है, मैंने सुना 
--कहते हुए आते हैं, तो जो कहता है कि “मैने देखा है? 
--उसीका हम विश्वास करेंगे | यह सत्य झाक्तिमे प्रतिष्ठित 
है । प्राण ही वह शक्ति है, अतएव सत्य प्राणमें प्रतिष्ठित है । 
सत्यं ह्येव ब्रह्म । 
“सत्य ही ब्रह्म है ।? 
आप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्यमसजन्त, सत्यं ब्रह्म । 
८ (१० आ० ५।५।१) 


(बृ० आ० ५। ४ । १) 


६३ 


यह जगत्‌ पहले जलरूप था । इस जलने सत्यका 
सुजन किया । वह सत्य ब्रह्म ( हिरण्यगर्भ ) था | हिरिण्यगर्म- 
ने विराटको और विराटने देवगणका सुजन किया । देवगण 
सत्यकी ही उपासना करते हैं | सत्य--इस नाममें तीन अक्षर हैं 
स; तू; य । प्रथम ओर अन्तिम अक्षर दोनों सत्य हैं, मध्यवर्ती 
अक्षर मिथ्या है । यह मिथ्या अक्षर दोनों ओर सत्यके द्वारा 
व्याप्त होकर सत्यबहुळ हो जाता है । जो इस प्रकार जानता 
है; उसकी क्षति मिथ्या नहीं कर सकता । 
सत्यके सम्वन्धमें शास्त्रमे लिखा है-- 
सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यरूपो जनादन: । 
नहि सत्यात्परो धमो नानृतात्पातकं महत्‌ ॥ 
सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही जनादन है) सत्य ही श्रेष्ठ 
घर्म दै, मिथ्याके समान कोई पाप नहीं । सत्यके बिना धर्म 
नहीं; मिथ्याके बिना अधर्म नहीं । पुण्य सतत सत्यके आश्रयपर 
स्थित होता है, पाप सदा सिथ्यापर आश्रित होता है । धर्मा 
धर्मका विचार न करके स्वेच्छानुसार जो वाणी बोली जाती 
है, वही समस्त कल्याणका विनाश करनेवाली मिथ्या वाणी है । 
यथार्थकथनं यच्च सवलोकसुखप्रदम्‌ [ 
तत्सत्यमिति विज्ञेयं न सत्यं तदूविपर्ययम्‌ ॥ 
सब लोगोंके लिये सुखप्रद, यथार्थ कथनको सत्य जानना 
चाहिये । जो इसके विपरीत है, वह सत्य नहीं है । 
अधर्मका फल दुःख है; उससे कदापि सुख-दान्ति प्राप्त नहीं 
होती । धर्म समृद्धिका कारण है और अधर्म विनाशका 
हेतु है । 
सत्यस्य कथनाल्लोके  सरवेमाझोत्यसंशयम्‌ । 
सत्यहीना क्रिया मोघा तस्मात्‌ सत्यमयो भव ॥ 
“सत्य-कथनके द्वारा जगतूमें मनुष्य निःसंदेह ही सब कुछ 
प्राप्त करता है । सत्यहीन क्रियाएँ निष्फल होती हैं, अतएव 
सत्यमय बनो ।? 
न ह्यसत्यात्परोऽघमं इति होवाच भूरियम्‌ । 
सवं सोढुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌ ॥ 
“असत्यसे बढ़कर कोई अधर्म नहीं है । एथिवी कहती 
है कि में असत्यपरायण व्यक्तिके सिवा सबको बहन कर 
सकती हू |? 
वाचो विचरितं यस्य सुकृतं तस्य हारितम्‌ । 
मेदिनी तस्य पापेन कम्पते च मुहुमुहुः ॥ 


६३ 








क ठता क क जन्य मिथ्या बोलता हे? उसका सुकृत नष्ट हो जाता है | 


उसके पापसे यह पृथ्वी बारबार काँपती रहती है ।? 


सत्यं परं ब्रह्म विज्ञानख्पं 

सत्यं हि स्ष्टिस्थितिलीनकर्दृ। 
सत्थं हि साम्यं किल वस्तुधर्मः 

सत्यं शरण्यं शारणं प्रपद्ये ॥ 
सत्य है परं ब्रह्म सत्य ही ज्ञानमय। 
सत्यऐे होता जगतका सृष्टि स्थिति लय ॥ 
सत्य ही साम्य है, निश्चय ही वस्तुधर्म । 
सत्य ही शरणदाता जाऊँ उसके शरण॥ 


हमने श्रुति तथा पुराणादिकी आलोचनाओंके द्वारा 
यह देख छिया कि सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही भगवान्‌ 


हे । यह विराट ब्रह्माण्ड सत्यसे ही उत्पन्न, सत्यमें ही 


प्रतिष्ठित है तथा अन्तमे सत्यमे ही लीन हो जाता है । 
घर्मके दस लक्षणोमेंसे सत्यरूपी नवें लक्षणका भी यदि 
कोई अवलम्वन करे तो वह महामानवके रूपसे संसारमै 
प्रसिद्ध हो जायगा । इसमें कुछ भी संशय नहीं है । 


घर्मके दसवें लक्षणका नाम--“अक्रोध' है । रजोगुणसे 
उत्पन्न ज्वलनात्मक बृत्तिका नाम क्रोध है । इसके विपरीत 
अक्रोध है । कुछकभट्ट कहते है-- ! 

क्रोधहेतो सत्यपि क्रोधाबुत्प त्तरक्रोधः । 


'क्रोधका कारण उपस्थित होनेपर भी क्रोधके उत्पन्न 
न होनेका नाम अक्रोध है|? यह अक्रोध मानवको देवत्व 
प्रदान करता है । चित्त पूर्ण शान्त न हो तो मनुष्य अक्रोधी 
नहीं हो सकता । अक्रोधी मनुष्य विश्वविजयी होता है । 

इस दशळक्षणात्मक धर्ममें प्रतिष्ठित होनेमे जो समर्थ 
है, वह महामानवरूपमें परिगणित होता है । मानवता उस 
महापुरुषमे पूर्णताको प्राप्त करती है । 


स्थावराखिंरा्क्षा्च जलजा नवलक्षकाः। 


कृमिजा दरशएक्षाश्च रुद्र्क्षाश्च पक्षिणः ॥ 

पवो विंशळक्षाश्च चतुलंक्षाश्व मानवाः | 

एुतेछु श्रमणं कृत्वा द्वित्वमुपजायते ॥ 
( कमंविपाक ) 


स्थावर जीव तीस लाख, जलज जीव नौ लाख, कमिज 
दस लाख? ग्यारह लाख पक्षी, बीस लाख पशु, चार लाख 
मनुष्य-योनिमे भ्रमण करनेके बाद द्विजत्वको प्राप्त होकर 
नेदबिहित कर्मका अधिकार प्राप्त करते हैं | उसके अनुष्ठानसे 


झुद्धचितत मानव “मानवता? को प्राप्त करता है। मानवताको 


* मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका * 


परात जो मनुष्य होता है, उसको श्रुति “परमहंस,” 
“जीवन्मुक्त?! महाभारत “ब्राह्मण”, गीता 'स्थितप्रजञ, 
और गुणातीत? कहती है | 

मानवताका वास्तव अर्थ है कि श्रीमगवान्‌को पौ 
करके जीवभावको विलीन कर देना । ज्ञानी लोग ब्रह्मास्ति ` 
“सोऽहं?--इस रूपमै, भक्त 'दासोऽहम्‌?--इस रूपमै माग) 
ताकी प्रातिसे मानवजन्म सफळ करते हैं | जिस प्रकार वेदविशति 
कर्मेके द्वारा मानवताकी प्राप्ति होती है, उसी प्रमा 
शरणागति---भगवद्ध क्तिके द्वारा मानवता प्राप्त होती है । 


भगवद, | 


कबीर, रविदास) धन्नाजाट, सेना नाई, गोरा कुमा, 
चोखामेळा, मीरॉवाई, यवन हरिदास आदि भक्ता 
और पुराणप्रसिद्ध अन्यान्य भक्तजन केवल भक्ति 
द्वारा ही मानवताको प्राप्त करके मानवजन्म सार्थक का 
चुके हैं । 

आज भी अनेकों भक्त भक्तिके आश्रयसे कृतार्थ हे 
रहे हैं । 

सृष्टिका मूल सूत्र है आदिसंकल्प--बहु सां. 
प्रजायेयेति ।! “बहुत हो जाऊँगा, जन्म ग्रहण करूँगा |! 
जीव इस संकल्पसूत्रमे आबद्ध होकर जन्म-जन्मान्तए 
युगयुगान्तर» कल्प-कल्पान्तर परिश्रमण करता रहता है। 
मानबताकी प्राप्तिसे उस संकल्पा अवसान हो जाता है। | 
श्रीभगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- | 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते। । 

अनेक जन्मोमि साधनाके फलस्वरूप मानव अन्तिम | 
जम वासुदेव ही सब कुछ है इस प्रकार शरणाफ । 
हो जाता है, इस प्रकारके महात्मा अति दुल्भ हैं। | 
३ जिस मानवताकी प्रातिसे सानव-जन्स धन्य हो जाती | 
3 


उस मानवताकी प्राप्तिका उपाय है--दशलक्षणाक | 
चमका अनुष्ठान करना 


र पीडित, षड-रिपुओंके गुलाम | 
ऐसे मनुष्योंके लिये उक्त धर्मानुष्ठान बहुत कठिन है। | 
कैडि-पीड़ित जीवोंके मनुष्यत्वकी प्राहिै | 

हैं; उसको श्रीविष्णुपुराण इस प्रकार 


j 
एस जन्‌ यज्ञेस्त्रेताया द्वापरेऽर्चयन्‌ । 
तदामोति. कळी संकीत्ये केशवम्‌ ॥ | | 

त्ययुगमे ध्यान, चेतायुगमें यज्ञ, द्वापरयुगर्मे पूजा | 


* मानवता % ६५ 


[रा जो फल प्राप्त होता है, कलियुगमै केशवके नाम- 
संकीर्तनके द्वारा वह प्राक्त हो सकता है |? 
येन केन प्रकारेण नाममात्रस्य जल्पकाः । 
सुखेन यां गति यान्ति न तत्सर्वे$पि धार्मिकाः ॥ 
“जिस किसी प्रकारसे नाम-कीर्तन करनेवाले सुखपूर्वक 


0 








| न्ज्ज्ज्ज्य्य्य्ज्य्य्य्य््प्प्््््य्अ्््ल्ल्न्न्न्न्म्मज्ज््् _च __् सस सररर ररर र ररूररकररकससस्म्म्म्म्म्म््ि 


~ 


रएउलिखित हे । श्रीमन्महाप्रभु इसी महामन्त्रका 
प्रचार ~ र 
प्रचार कर गये हैं | यह मानवताकी प्राप्तिका चरम तथा 
परम मन्त्र है— 


जय नाम जय नाम, जय जय नाम ! 


मधुर रूपमें वहे निरन्तर सकर समीरण \ 





जिस गतिको प्राप्त होते हैं, समस्त धार्मिक लोग उस सरिताएँ संतत मधुमय रस करें प्रसरण ॥ 
गतिको नहीं प्राप्त होते |? ओप्रधियौँ उत्पन्न सतत हौं प्रतिपझ मघुमय ( 
कलिपावन मन्त्र हरिनाम कलिसंतरण-उपनिषद्मै-- रजनी दिवस घूफि घरणी हो अतिशय मधुमय॥ 
हरे राम हरे राम, राम शम हरे हरे ॥ अन्तरिक्ष मधुमय द्युळोक ज्योतिम॑य मघुमय \ 
हरे कृष्ण हेर कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हेर हेर॥ सोम बनस्पतिय ठहरा संतत मधुमय ॥ 
इसी प्रकार, योगसार तन्त्र, राधातन्त्र, ब्रह्माण्ड पुराणमैं-- भुवन भास्करकी किरणे जीउनप्रद्‌ मधुमय। 
हे कष्ण हेर कृष्ण, कृष्ण कुष्ण हरे ही! दसों दिशाएँ हो प्रसन्न अति सुखमय मधुमय ॥ 
हेरे राम हेर राम, राम शम हेर हर ॐ मधु मधु मधु--डे० शान्ति: 3“ शान्तिः 3” शान्तिः 
मानवता 
( लेखक--अनन्तश्री स्वामीजी श्रीप्रेमपुरीजी महाराज ) 
“वर्म? मानव-जीवनका सार है । धर्मका अर्थ है-- सृष्ठा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या 
“धारण? । जिसे धारण किया जाय और जो धारण करे, वह है वृक्षान्‌ सरीसुपपञ्ून्‌ खगइहामत्स्यान्‌॥ 
“घर्म? | तैस्तैरतुष्टहृदय पुरुषं विधाय 
धारणाद्‌ धघर्ममित्याहुधमों धारयति प्रजा; । ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः ॥ 
( महाभारत, शान्तिपवे १०९ । १२ ) (श्रीमद्भा० ११।९।२८) 


“जो धारण किया जाता है, उसे धर्म कहते हैं ओर जो 
प्रजाको धारण करता है; वह भी धर्म है ।? 

जिसे सभी मानव धारण करें और जो सभी मानवोंको 
धारण करे, वह हुआ “मानव-धर्म? | जो यहाँ-वहा आदि 
सव देशोमे, तब-अव आदि सब कालोंमेंश यह-वह आदि सब 
वस्तुआमे, तू-मैं आदि सव व्यक्तियाँमै तथा समष्टिमे समान- 
रूपसे लागू हो सके, उसका नाम है--“सनातनधर्म? । यहाँ 
मानवधर्मपर थोड़ा विचार करना है | मानवशरीरकी सृष्टि 
जिस कार्यके लिये हुई है ओर मानवको अपना शरीर जिस 
कार्यको पूर्ण करनेके लिये धारण कराया गया है; वह है 
मानवका मुख्य धर्म और उस कार्यको सब प्रकारसे पूर्ण 
करना ही सच्ची मानवता है । जैसे उष्णता अग्निका मुख्य 
धर्म है, उष्णता न हो तो अग्निका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, 
वैसे ही मानवका मुख्य धर्म है-मानवता, .मानवता न हो 
तो मानवकी सत्ता ही नहीं रह जायगी | सुतरां मानवता ही 
मानव-जीवनका सार है । 


“भगवानकी अपार कृपाके बिना जिसको पराजित करना 
सर्वथा असम्भव है, ऐसी अपनी अचिन्त्य मायाशक्तिके द्वारा 
भगवानले वट पीपल आदि वृक्ष, सरककर--रेंगकर 
चल्नेवाले जन्तु, चार पैरवाले पशु, आकाशमै उड़नेवाले 
पक्षी, मच्छर आदि डॉस जातिके जन्तु और जलमें विहार 
करनेवाले मत्स्य आदि अनेकों प्रकारकी योनियोंके शरीरोंकी 
रचना की, किंतु इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ । कारण यह 
कि इनमेंसे किसीको भी अपने बनानेवालेको पहःचाननेका 
ज्ञान नहीं था । अन्तमै परमात्माने मानवशरीरकी सृष्टि की, 
तो इससे उन्हें संतोष तथा आनन्द हुआ; क्योंकि भगवान्‌: 
के छाडले मानवको अथाह ज्ञानका ऐसा अटूट भंडार 
मिला है कि जिसके द्वारा वह परत्रझ परमात्माका परिचय 
प्राप्त कर लेता है ।' 

इससे पता चलता है कि मानवको यह शरीर ब्रह्मसाक्षा- 
त्कारके लिये धारण कराया गया है । मानवयोनिकी विशेषता 
भी यही है तो सभी योनियोंकी अपनी-अपनी 


खलख? य्य 


९६ 


हि जद... त मकमन -- 














€ 
* मानव वही जो साथे तज होता पथिक परमार्थका * 








विशेषताएँ होती हैं; परंतु मानवयोनिकी विशेषता कुछ 
विलक्षण ही है । मानव चाहे तो श्रेष्ठतर ही नहीं, श्रेष्ठतम 
भी बन सकता है । मानव यदि जंगली जानवरोंकी आदतें 
छोड़ दे और मानवकी तरह जीना एवं रहना सीख छे तो 
वह श्रेष्ठतम है ही एवं मानवताके आदर्शको अपनानेके लिये 
उसे ऐसा करना भी चाहिये | एक मनुष्यका बालक और 
मनुष्येतर प्राणीका ( उदाहरणके लिये गायका ) एक बच्चा) 
दोनों पैदा होते हैं, कुछ कालतक समान जीवन जीते हैं । 
दोनो अपनी-आपनी माताका स्तन चूसकर दूध पीते हैं) 
कभी-कभी सनम दाँत भी लगा देते हैं | दोनों ही अपना 
खाना-पीना जानते हुए भी दूसरेका दुःख नहीं जानते | 
दोनों समानतया अज्ञान होते हैं । पर मनुष्यका बालक ज्यों-ज्यों 
बड़ा होता जाता है, त्यात्या उसका अज्ञान घटता और ज्ञान 
बढ़ता चला जाता है और बछडा बड़ा हो जाता है, तो भी 
उसका ज्ञान) अज्ञान प्रायः पूर्ववत्‌ ज्यो-का-त्यों रहता दै । 
बछड़ा अपनी थकी-मादी माँको सींग-छात मारता है, भूखी 
माँके सामनेका चारा जबरन्‌ खा लेता है । बालक मॉको न 
मारता है, न गाली ही देता है; प्रत्युत माँकी आज्ञा मानता 
है, सेवा करता है और माँको खिलाकर खुश होता है । 
बछड़ा खेतमै जायगा, तो हरी-भरी लहलहाती फसलको 
उजाड़ देगा; पौ्धोको रौंदेगा, खायगा कम और नुकसान 
करेगा अधिक । इसमें बछड़ेका कोई दोष नहीं है; उसका 
स्वभाव ही वैसा है। हाँ, मानव अपने विवेकशील और 
प्रेममय खभावक्रे विपरीत यदि वैसा करेगा तो वह अवश्य 
दोषका भागी माना जायगा । खेतमें तो मानव भी 
जाता ही है, खाने लायक चीजें खाता भी है, फिर भी 
नुकसान नहीं करता | वह तो नींद ( फसलको हानि पहुँचाने- 
वाले अडबाऊ घास ) को उखाड़कर, खेतमै खाद-पानी 
देकर, बछड़े आदि सभी प्राणियोंस फसलकी रक्षा . करता है 
और बछडे आदि प्राणियांको भी पालता है । यद्यपि मानवः 
को दूसरे प्राणियोसे अपनी सेवा करानेमे आनन्द अवश्य 
आता है, तथापि दूसरोकी सेवा करनेमें उसे जो आनन्द 
मिळता है; उसकी त॒लनामें वह नगण्य है | जैसे परिवारका 
प्रधान पुरुष कम खाकर फटे-पुराने कपड़े पहनकर परिवार- 
के अन्य सदस्यो आवश्यकताएँ पूरी करके उनकी सेवा 
करता है और उसमें उसे पूर्ग संतोष तथा अपूर्व आनन्द 
मिलता दै; वैसे मानवको मी सभी ग्राणियोमे श्रेष्ठ होनेके नाते 
प्राणिंमात्रकी सेवामें अपना तन; मन, धन्न खर्च करके संतृप्त 
तथा “आनन्दित होना उचित है | 


मनुष्योंकी भॉति सभी प्राणी खाते: 
लड़ते-झगड़ते, डरते-डराते और बाल-ब 
परंतु मानवकी विशेषता इनसे एकदम ऊ 


पीते, सोते 
च्चे पैदा कहे 
पर उठी हुई है. 
आहारनिद्राभयमैथुनं च 
सामान्यमेतव्पछुभिर्मराणाम्‌ | 
तेषामधिको विशेषो 
धर्मेण हीनाः पझुसिः 


घमों हि 


समाना; | 
( महाभारत, शान्तिपव २९४ | | 

आहार, निद्रा, भव और मैथुन मनुषो हू | 
पश॒ओंके लिये एक समान खामाविक है | मनुष्ये जै 
पशुओंमे यदि कोई भेद है तो केवल धर्मका ह-अ 
इन खाभाविक प्रबृत्तियांको मर्यादित करनेका है | १ 
मनुष्योमें यह धर्म नहीं है, वे पश्ुओंके समान हैं | 

पशुओंको खूराक न मिळे तो उपवास अनायास है! 
जाता है; परंतु उसका आनन्द उन्हें नहीं आत। 
खानेका सामान घरमै भरपूर भरा रहनेपर भी मनु 
कभी-कभी नहीं खाता । वह सोचता है--“आज एक 
दै, नहीं खाऊँगा, ब्रत करूँगा, आजका अपने माग 
भोजन किसी अधिकारीको दे दूँगा? और सचमुच जान बूक 
भूखा रहता है, तो उसका उपवास तो हो ही जाता है 
उसे ब्रतका आनन्द भी मिल जाता है | 


मगवानूकी अनुपम अनुकम्पासे मानवको व्रह्साक्षालाख 
अनोखी शक्ति मिली है | वह परमात्माकी ही वस्तु | 
उसके द्वारा उन्दींकी सेवा होनी चाहिये | वैभव तो बिका 
ही है, ऐश्वर्य तो ईश्वरका ही है, लक्ष्मी तो नार 
ही है, उसे अपनी व्यक्तिगत मिलकियत मानना तो ती. 
इश्वर बन बैठना है । ईश्वरको मालिक न माननेका आर्थ 
अर्थ होता है--अपने आपको मालिक मान छेनाओं 
इस जघन्य अपराधके असह्य दण्डको आमन्त्रित करत | 
लक्ष्मी नारायणकी चरणसेवामै रहती है, इसका मी यही तरत | 
नारायणको असीम दयासे 


मानवको मिली & | 
आल नारायणकी चरण-सेवामें सादर सम 
ना | नारायणके चरणोंको कहीं जने | 
दूर खो 
जरूरत नहीं है राजा , 
हरस्य विश्वा भूतानि । (ऋग्वेद १० | ९० | * ॥ 
“समस्त प्राणी परमेश्वरके ( बिराट नारायणके ) प्रश 
पाद ( चरण ) हैं |? नामरूपात्मक सर 


त्मक सम्पूर्ण पदार्थ परम 


ॐ चार प्रकारको मानवता + ६७ 








का दूसरा रूप है; नारायण ही सभी सजीव; निर्जीवरूपसे 
विलसित हो रहे हैं; सभी प्राणियोंके शरीर, प्राण, इन्द्रिय, 
सन, बुद्धि; हृदय; आत्मा आदि सव कुछ नारायण ही 
बने हुए हें । अतः सबकी सेवा नारायणकी सेवा है । 
नरके ( जीवमात्रके ) हृदयका नाम है “नार? और यह 
नार ही है “अतन? ( निवास या प्राति-स्थान ) जिनका; 
उन्हें “नारायण” कहते हैं | इस अर्थम हमारे हृदय-मन्दिरके 
आराध्य देव ही, हमारे अन्तर्यामी ही, हमारे आत्मा ही 
सब्‌ प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैँ-- 
अविभक्तं च सूतेषु विभक्तमिव 
भूतभते च तज्ज्ञेयं असिष्णु 


च स्थितम्‌ । 
प्रभविष्णु च॥ 
(गीता १३ । १६) 
“चराचर समस्त भूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति और व्यवस्था 
करनेवाले परब्रह्म परमात्मा सब भूतोमे एक अविभक्त होनेपर 
भी नाम-रूपके भेदसे प्रत्येक पदार्थमै मिन्न-से प्रतीत होते हैं ।? 


अनेकताके अन्तरनिहित एकताका उपदेश देते हुए 
सानवके रूपमै प्रकट हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने मी 
मानवमात्रको यही आदेश दिया है कि “विश्वव्यापी परब्रह्मके 
दर्शन विश्वमें ही करो |! मानवको जो ब्रह्मसाक्षात्कारकी 
ज्ञानशक्ति मिली है, इसके द्वारा वह ऐसा कर सकता है | 
जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, वह सब 
हमारे अंदर आत्मरूपसे रहे हुए परब्रह्म ही है--ऐसा ज्ञान 
हो जानेपर हमारा सत्रमें अविलम्ब वेसा ही प्रेम हो जाता 
है, जैता कि अपने-आपमें । जिसका ज्ञान हुआ) उसमें 
प्रेमका होना अनिवार्य है । गुड़ खाया, मधुरताका अनुभव 


हुआ और गुङ्मै प्रेम हो गया । सच्चिदानन्द प्रभुका 
विश्वव्यात्त अनुभव हुआ कि विश्वप्रेम हो गया । यह गुड़-सा 
मीठा भगवान्‌ गूँगेका गुड़ तो है नहीं । यह प्रेममय परमेश्वर 
तो मूक वाणीको भी वाचाल बना देता है; तन-मन आदि 
जडवर्गको चेतना प्रदान करता है । प्रेमसेवा करानेमें 
नितान्त निष्णात है । प्रेमी प्रिवतमकी सेवा किये बिना जी ही 
नहीं सकता । जीमसे किसीके साथ बोलते समय सबके 
दृदयमें विराजमान हमारे प्रियतम नारायण ही मीठी, 
सधुरी, प्रेमभरी बातें सुननेके लिये अधीर होकर सुननेवालेके 
कानमें आ बैठे हें और सें उन्हें अपने मनोभाव सुना 
रहा हूँ--ऐसी नीयतसे वह प्रेमी बोलता है । हाथ; पैर) 
आँख, कान आदि अन्य इन्द्रियोंसे व्यवहार करते समय 
भी वह इसी प्रकार अपने प्रियतम प्रभुकी सेवा ही करता 





है ओर शने;-शनै; सेवाके क्षेत्रको विस्तृत करता है । 


स्थरूचर, 
प्राणियोमें विलसित परमेश्वरकी सेवाका एक भी अवसर 
खाली न निकल जाव, इसके लिये वह सदा सावधान 
रहता है । इस प्रकार विश्वव्यापी प्रभुका प्रत्यक्ष ज्ञान; ज्ञानसे 
विश्वप्रेम और प्रेमप्ते यथाशक्ति विश्वसेवामय अपने जीवनको 
बना लेता है । बस) यही मानव-जीवनका सार है, सच्ची 
मानवता हैं; इसी कार्यको पूरा करनेके लिये मानव-शरीर 
मिला है और इसे पूरा कर लेनेपर ही इसकी रचना 
करनेवाले परमात्माको संतोष या सोद-प्रमोद होता है । 
परम दयानिधान परमात्मा असीम दया दिखायें और 
वर्तमान युगक्रे मानवको मानवताकी ओर चल्नेकी 
शक्ति और भावना देँ । 


जलचर, नभनर अचर आदि सभी योनियोंक्े 


~~ 





चार प्रकारकी मानवता 


१-व्रह्मश २-उत्तम) 
निकृष्ट मानवकी यह वृत्ति; 
मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा ॥ 

मध्यम मानवक्री यह वृत्ति; 


मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा ॥ 


यम औँ र्र 
३-म आर 


४-निकृष्ट । 


उत्तम मानवकी यह वुत्ति' 
तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा॥ 
बरह्मश मानवकी यह बृत्ति” 
झूठा झमेला, न तेरा न मेरा ॥ 
--श्रीबुद्धिप्रकाशशर्मा उपाध्याय) बुद्धदेव? 


CN 





६८ % मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका ॐ 


TS °. 


` मानवताकी सफल योजना 


( लेखक--स्वानीजी अनन्तश्री नारदानन्द्रजी सरस्वती ) 


मानवताक्रा परिचय मानव-धर्मसे ही होता है, शरीरकी 
आकृतिसे नहीं । 
'एतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
'ीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
धेर्य, क्षमा» दम) चोरी न करना, शौच) इन्द्रियनिग्रह» 
बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना--इन दस धर्मके 
लक्षणीसे युक्त मनुष्यको मनुने “मानव” कहा है । 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचयोपरिग्रहा यमाः । जातिदेश- 
कालसमयानवच्छित्रा: सार्वभोमा महाब्रतम्‌ । 
( योगदर्शन ) 
सभी जाति, देश; कालमे मनुष्यमात्रने इसे स्वीकार 
किया है । इन्हीं महात्रतोंको दृढ़ करनेके लिये तथा व्यवहारको 
सुव्यवस्थित चलानेके हेतु राष्ट्रनिर्माणमै परम उपयोगी 
समझकर वर्णाश्रम-व्यवस्थाको आदरसहित पालन करनेमें 
बहुत कालतक ऋषियोने प्रयास किया है । _ 
प्राचीन इतिहाससे बोध होता है कि वर्णाश्रम-व्यवस्था- 
षालनमै उपर्थक्त महात्रतोंकी जब-जब उपेक्षा की गयी, तब-तब 
मानव-समाजमै असंतोष; विग्रह) हुर्व्यवस्था तथा क्षोभ 
उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अवैदिक मत्तोंका प्रचार 
हुआ । कुछ काळतक सुख-शान्तिके आभासका अनुभव हुआ 
तथा बणांश्रमर्मरहित सामान्य धमोंका समुदायने आश्रय 
छिया) पर न वह अवैदिक धर्म सम्पूर्णतया व्यापक ही हो सका, 
न दीर्घ काळतक स्थिर ही रहा । अपितु उसने सैकड़ों पन्थ, 
स्वेच्छाचारी वर्ग एवं भिन्न-भिन्न जातियोंको जन्म दिया । 
कलह) आगान्ति बढ़ गयी; स्वेच्छाचारिता) पाखण्ड, 
नास्तिकताका घोर प्रवाह चला । समयके परिवर्तने 
सम(जक्रो भोग-लिप्सासे असंतुष्ट, किंकतंव्यविमूढ बना दिया । 
तत्त्वदर्शियोंका अभाव द्दोनेसे मानव-समाजको पथ-प्रदर्शन 
न मिल सका । जनता दुखी होकर अखिल सष्टिके संचालक 
दैवी शक्तिसे प्रार्थना करने लगी | देव तथा देवदूतोंके रूपमै 
ऋषि-मुनितरोका अवतरण हुआ । अहिंसादि महावर्ताका 
स्वयं पालन करते हुए वर्णाश्रमकी मर्यादा-स्थापनाद्वारा 
मनुष्य-समाजको मार्ग दिखाया । प्राणिमात्रको सुख-शान्ति 


हो 
मिली) दीर्षकाळतक समाजकी सुव्यवस्था चलती रही | | 


केवळ पञ्चमहात्रतासे अथवा इनकी उपेक्षा करे ३ 
वणांश्रम-धर्मसे समाजकी सुन्दर व्यवस्था नहीं बनी। > 

पूर्वकालीन इतिहासको भली प्रकार दीर्घ कालत 
करनेसे यह निष्कर्ष निकछता है कि महात्रतोंका ण आ 
करते हुए समाजको किसी अंशतक सुख मिल सकता | 
वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी उपेक्षा करके महात्रतोंका सहन ३ 
प्रचार किया गवा; पर समाज सुव्यवस्थित न हो सत्रा ई 
पञ्चमहात्रताकी उपेक्षा करके केवल वर्णाश्रमधई ; 
समाजको संतुष्ट न कर सका । पञ्चमददात्रत और वर्णाश्राए 
शास्त्रविधिसे पालन करनेपर ही मानवताका पूर्ण विका 
सकता है । शास्त्रका विधान मनुष्यमें पशुता और दानवता | 
परिहार करता हुआ मानवताके पूर्ण विकासरूप देवता 
उसे पहुँचानेमें समर्थ है । 

तच्ववेत्ताओंने जिस मनुष्यमें पूर्ण मानवताका बि 
पाया, उसे महापुरुष, पुरुषोत्तम आदि विरोषणोंसे समरो 
किया | संत, साधु, महात्मा शब्दोंसे भी व्यक्त किया! 
श्रीमद्धगवद्वीताके १६ वें अध्यायमे दैवी, आसुरी सम 
लक्षणोद्वारा मानवता और दानवताका अन्तर समझाया र 
श्रीरामचरितमानसे परम भागवत गोस्वामी तुलसीदास 
संत, असंतके लक्षणोंद्वारा दोनों पक्षांका निरूपण क्रिया | 

भगवान्‌ मर्यादापुरुभ्रोत्तम श्रीरामने मानवताके { 
विकासके लिये वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी रक्षाका आदर्श उ 
किया \ केवल प्रवचनसे नहीं, अपितु अधिक-से-अ्शि 
लोकसंग्रहके अर्थ खधर्मका पालन किया । उसी प्रकार बै 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवानने जिनको स्वयं कर्म कर 
आवश्यकता न थी, लोकसंग्रहके निमित्त स्वयं धर्ममर्या्श 
आन किया और समुदायसे करवाया | जिससे यह प्र 
होता है कि जीवन्मुक्त तत्त्ववेत्ता ही खधर्मका पालन म 
मानवसमाजको मानवताकी शिक्षा देनेमे समर्थ हुए, 
_ हो रहे हैं और सफल होंगे। आचरणकी उँ 


करके केवल वृहस्पतिके समान वक्ता होकर भी 
चनद्वारा ही जनताको सत्कर्मकी शिक्षा देनेमें कोई समर्थन | 


हो सकता | भरे उपदेदासे 3 | 
नात भे ही उपदेशसे सात्विक भाव अंशतः अ | 


f 


# मानवताकी सफल योजना > 





दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च । 
( नारदभक्तिसूत्र ) 


सहत्सज्जस्तु 


परत्रह्म परमात्मा अचल दै, सनातन है । सच्िदानन्दघनः 
अपरिवर्तनशीछ) जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय जिसमें 
आरोपित है, वही अक्षय सुखका भंडार मनुष्योंके लिये 
जीवनका लक्ष्य होना चाहिये । विषयभोगमें सुख नहीं । 
नश्वर पदार्थ परिणाममें दुःखदायी होनेसे वेराग्य करनेयोग्य हैं | 
परमात्मा ही अक्षय सुख-भंडार होनेके कारण सव जीवोंको 
असर सुख प्राप्त करा सकता है। 

जो आनंदसिंछु सुखरासी । सीकर ते त्रेकोक सुपासी ॥ 
सो सुख घाम राम अस नामा । अखिरु ठोक दायक विश्रामा ॥ 

प्राचीन काळके इतिहासमै देवी आचरणौंके आधारपर 
शास्रोक्त विधिसे ब्रह्मप्राप्तिके उद्देश्यका आश्रय लेकर एक 
समाज अपनी उन्नति करता था । दूसरा विषयमोगको 
ध्येय मानकर आसुरी गुण-कर्म-स्वमावका आश्रय लेकर 
अपना उत्थान करता था । कमी-कमी परस्परम टकरानेसे 
देवासुर-संग्राम हो जाता था । महाभारत तथा लङ्काकाण्ड 
इसीके उदाहरण हैं । 

एक ही वंशमै दैवी, आसुरी प्रकृतिके कारण ही दो 
समुदार्योका बन जाना स्वाभाविक था | एक समाजमें दो 
उद्देश्य, दो विधान-पालन नहीं हो सकते | रावणका वंश भी 
उत्तम कुळ पुलस्त्यका परिवार था | पाण्डव और कौरव भी 
चचेरे भाई थे । कोरवों, पाण्डवोंका विपरीत उद्देश्य दोनेसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी नीति और प्रकृतिके कारण समन्वय न 
करा सके । यदि दोनों समाज एकमे मिलकर रहते तो 
पाण्डवाँका विनाश हो जाता । वेश्या और पतिव्रताकी साझेकी 
दूकान चलानेमै वेश्याकी कोई क्षति नहीं, पतित्रताकी ही 
क्षति है | संत-कसाईके साझेकी दूकानमें संतकी क्षति दै, 
कसाईकी नहीं; भेड़ ओर भेड़ियाको एक कमरेमें रखनेसे 
भेड़को भय है, भेड़ियाको नहीं | ऐसे ही दैवी शुणोंके पुरुषको 
क्षति दै, आसुरी उृत्तिवालेको नहीं | 

जाके प्रिय न राम बेदेही । 

सो छौँड्यि कोटि बेरी सम जद्यपि परम स्नेही ॥ 

“पिता तज्यो प्रहराद, बिमीषन बंधु, भरत महतारी \ 

बलि गुरु तञ्यो, कंत ब्रजबनितन्हि भये रद मंगरुकारी ॥ 

यदि किसी मनुष्यको अपनी दानवता दुःखदायी प्रतीत 
हो) ग्लानि हो तो उसे मानवताके सच्चे पुजारी, केवल साधु- 


६९ 








वेशधारी ही नहीं, अपितु साधुप्रकतिवार्लोकी शरणमे जाना 
चाहिये | जैसे एक रल्लाकर डाकूको जव अपनी दुक्चरित्रता, 
दानवतापर ग्लानि हुई, उसी समयसे उसने संतौकी शरण ळी) 
तप किया और त्रिकालदर्शी, महाकवि, महामानव? महर्षि 
वास्मीकिके पदको प्राप्तकर भगवान्‌ श्रीरामको आशीर्वाद 
देने योग्य बन गये । 

भगवान्‌ गीतामै कहते हैं--- 

अपि चेत्सुडुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यगब्यवसितो हि सः ॥ 

(९ । ३० 

कोई भी मनुष्य अपने;दुश्वरित्रोसे दुःखित होकर मेरी 
शरणमें आता है तो मै उसको शीघ्र ही साधुदृत्तिवाला 
बनाकर सदेवके लिये सुखी करके जीवन कृतार्थ कर देता हू | 


धेरे कर यह फर भाई ५ भजिअ राम सत्र काम बिहाई ॥ 


सभी शास्त्रॉका यही सार है कि मानवताका विकास 
करो । दानवताका विनाश करो । रजोगुण, तमोगुण 
दानवताको बढ़ानेवाळे हैं, सच्चगुणकी व्रृद्धिसे मानवताका 
विकास होता है | इससे भागवतके एकादश स्कन्धमें मानवता 
बढ़ानेके दस साधन बताये हैं-- 
आगमो5प: प्रजा देशः काल; कमे च जन्म च । 
ध्यानं सन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।१३।४) 
शास्त्र) जल) प्रजा, देश) काळ; कर्मश जन्म, भ्यान) 
मन्त्र, संस्कार--ये दस वस्तुएँ सात्त्विक, राजस, तामस 
जिस शुणवाळी होती हैं, उसी गुणको बढ़ाती हैं । 
इनसे सात्त्विक समाज एकत्रित करके मानवताके सद्गुणो 
द्वारा एकताका संगठन करे, जिससे सभी समाज शानैः-शनेः 
अपनी दुर्वत्तिका दमन करके सत्त्वगुणी बननेका प्रयास करे | 
जो व्यक्ति धर्म, ईश्वरसे विमुख होकर समाजकी सेवामें 
लगे हैं, उनमें भी मानवताके लक्षण मिळते हैं | जो इश्वर) 
धर्मको माननेवाले समाजकी सेवाको भूले हुए हैं, उनमें भी 
कुछ अंश मानवताके पाये जाते हैं | यदि ईश्वर, धर्मको 
माननेवाले जनताको जनार्दन समझकर समाजसेवाको 
भगवत्सेवाका अङ्ग समझें और समाजसेवी पुरुष ईश्वरः 
रणको समाज-सेवाका अङ्ग समझे तो विश्वशान्ति होनेमें 
धिक समय नहीं लगेगा | इसीसे भागवतकार श्रीव्यासजीने 
परम पूजाके रहस्यको व्यक्त किया है-- 








pp लाला यः पड्येदू भगवद्भावसात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। 
प्रेममेत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यम; ॥ 

( श्रीमद्भा० ११।२।४५-४६) 


“प्राणिमात्रमे भगवद्बुद्धि रखकर उस विराट भगवानको 
सर्वत्र देखना मानवताका सत्यस्वरूप है । ईश्वरसे प्रेम, 
भक्तोसे मैत्री, अज्ञानीपर कृपा, दुष्टोके प्रति उपेक्षाभाव 
रखना मानवताका आंशिक रूप है |! अतः अपनी वृत्तिको 
सुन्दर बनानेके हेतु आन्तरिक विकारोंकी निवृत्ति करना 
चाहिये । हृदयकी सुन्दरता सच्ची मानवता है, शरीरकी 
सुन्दरता नहीँ । काम-क्रोधादि घट विकार मनुष्यको 
दानवताको ओर प्रदत्त करते हे, इनकी निइत्ति और दैवीसमद्के 
लक्षणोकी बृद्धि मानवताके विकासमें सहायक है । 


* मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका % 






समाजका नेतृत्व तत्त्ववेत्ता ही 


ल कर सकते हे) य, 
राग-द्वेषसे रहित होते हैं । 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्िये्रर 
आत्मवऱ्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ' 
( गीता २। । 


रागी पुरुष गुण न होते हुए भी आसक्तिक्के कार, 
देखता है । द्वेषदृष्टिवाला पुरुष दोष न होते हुए भी दोगे 
है । इससे रागद्वेषरहित होकर व्यावहारिक क्रिया ३ 
शुद्ध हृदयवाले पुरुषोंके संगठनमे देर नहीं लगती | गा 
युक्त पुरुषोंका संगठन दुःसाध्य है; अतः एक विचा 
सभी सात्विक समाजका संगठन मानवताके आधाराः 
सकता है | यह ध्रुव सत्य है । ऋषियोंका यह उदार षि 
प्राणिमात्रके लिये हितकारी है-- 


०१ 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया; | 
सर्वे भद्राणि पञ्यन्ठु मा कश्चि हुः्खभारभवेत्‌॥ 


TRI 


सची मानवताकी प्रातिके लिये राख्रोंका आश्रय आवश्यक 


( वीतराग ब्रह्मनिष्ठ अनन्तश्री खामी श्रीहीरानन्दजी महाराज ) 
[ प्रेपफ--भक्त रामशरणदासजी ] 


[ अभी अगस्त सन्‌ १९५८ में पिळखुवा हमारे स्थानपर भारतके सुप्रसिद्ध 
श्रीमत्परमहंस परिवाजकाचार्य अनन्तश्री स्वामी श्रीहीरानन्दजी महाराज प 


७५ 


> 
गयी हो, वह सब हमारी ही समझनी चाहिये | प्रे ] 


प्रदन--महाराजश्री | सचे रूपमे मानव कौन है और 
मानवके अंदर मानवता कैसे आ सकती है ! 


उत्तर-वणांश्रमधर्मके आधारभूत मनुस्मृतिक्रे रचयिता 
मनु भगवानकी संतान ही मानब है; मानवता उनमें तभी 
समझी जायगी कि जब कारणसे आयी वस्तु उनमें उपलब्ध 
होगी | मानवको स्वत; ही बुद्धि-वैशारद्र प्रात है; क्योंकि वह 
वर्णाश्रमी दै। उस बुद्धिवैशारग्मसे ही लोक-परलोक तथा 
अध्यात्मकी समस्त उलझी हुई शुत्थियाँ सुलझ सकती हैं । 
अतएव लोक-परलोक और अध्यात्मकी सफलतामे बुढि-बैशारद्- 
प्रात मानवका ददी अधिकार है । साथ-ही-साथ विकासके 
तारतम्यका यथावत्‌ परिज्ञान भी मानवतापर ही अवलम्बित 
है | विकासकी चरम सीमा अनिर्देश्य, अव्यक्त, अक्षर, ब्रह्म- 
की एकरस परिपूर्गताकी अनुभूति मानवतापर अवलम्बित हे; 
क्योंकि बुद्धिकी गुद्धिका उपायभूत खान-पान, आहार-विहार 


हैं | उस समय आपके मानवता-सम्वन्धी कुछ सढुपदेश लिख लिये थे, 


रहा ं 
महान्‌ सत परमपूज्यपाद वीतराग ब्रहम 
धारे थे । आप बड़े उच्चकोटिके महा पुरुष माने ई 
जो यहाँपर दिये जा रहे हैं । इसमें जो भी गलती! 


आदि समस्त मनु तथा अन्यान्य श्रुतिमूलक स्मृतिरचबि 
पर आधारित है । इसीलिये पूर्गरीत्या उनमें मानवा 
आती है । समी प्रकारका विकास भी मानवपर ही आधाशि ॥। 
रर मानवके अंदरसे मानवताका हास कों 
जाता है ? 

५ अभक्ष्य भक्षण करनेसे, अगम्य गमन कण | 
अकतव्यमे कर्तव्यका भ्रम होनेसे मानवमें दानवताका ॐ 
होता ह| सांस-मछली खाना, अंडे मुग खाना, बीडी 0, 
पीना, चायसोडा पीना, शराब पीना आदि सब मानवताके ही 








कारण हैं | 
४.0. । शराब तो एक दम चोटीपर चढे हुए म 
"था धराशायी कर दिया करती है | इसलिये भूर 
मासमदिराके हाथ लगान 
इनके पास भी नहीं 

वाल ९ फटकना चाहिये 
क 


| 
| 
| 
| 
| 


% मानव, मानवता और मानवधर्म ॐ 


७9१ ` 


[DD स > ज सड जज  ख स  फसफसस कसिस डे च इक कइ ँ्नडनछ--«॑---ोौऋ«अऋा।” - 





दानवताका घर--साक्षात्‌ दानव बन जाता है | किसी भी 
निरपराध जीवको व्यर्थ ही मारा-काटा जाय ओर उसका 
मांस खाया जाय एवं फिर भी अपनेको मानव कहा जाय 
तथा मानवताकी आशा की जाय--यह केसे हो सकता है १ 
मानव वही है कि जो किसी भी निरपराध जीवको कभी नहीं 
सताता) वरं जीवमात्रको स्वयं कष्ट झेलकर भी सुख पहुँचाने- 
की चेष्टा करता है | वह भला कैसा मानव है और उसके 





अंदर मानवता केसी है कि जो व्यर्थ ही जीर्वोको कष्ट देता 
है और उन्हें मार-काटकर, सताकर उनका मांस खाता है १ 
इसलिये यदि मानवक्रो अपने अंदर सच्ची मानवता लानी हो 
तो उसे शास्त्रोंका सहारा लेना चाहिये और अपना खान-पान; 
रहन-सहन, आचारविचार शास्त्रानुसार सात्त्विक बनाना 
चाहिये | सनातन प्रभुके सनातन वेद-दास्त्रानुसार, सनातन- 
धर्मका पालन करना ही सची मानवताकी प्राप्तिम प्रधान हेतु है। 





मानव, मानवता और मानवधर्म 


( लेखक--अनन्तश्रीस्वामीजी श्रीविद्यानन्दजी विदेह ) 


तन्तु तन्वन्‌ रजसो 
ज्योतिष्मतः पथो 
अनुल्वणं 


सानुमन्विहि, 

रक्ष थिया कृतान्‌ । 
वयत जोगुवामपो, 
सनुर्भव जनया दैव्यं जनस्‌ ॥ 
( ऋ० १०।५३।६) 
भानु अनु-इहि, 

थिया कृतान्‌ । 
जोगुवां अपः, 
मनुः भव दैव्यं जनम्‌ ॥ 
विभिन्न झाखाओमें मानवकी उत्पत्तिके भिन्न-भिन्न, 
महत्त्वद्योतक आख्यान आख्यात किये गये हैं । 
एक शाखा आख्यात करती है कि मनुष्यकी उत्पत्ति 
कमलके फूलमेसे हुई | अनासक्तिके लिये कमलकी उपमा 
दी जाती है । इस आसख्यानसे तात्पर्य यह है कि मानव 
वह है, जो संसार-वारिमें कमळ-पुष्पक्रे समान अनासक्त रहे | 

दूसरी शाखा आख्यात करती है कि मनुष्यकी 
उत्पत्ति पार्थिव कमलसे नहीं, उस अपार्थिव कमलसे हुई 
जिसका आरोइण विष्णु मगवानकी नाभिसे हुआ । 
आख्यानका आशय यह है कि मानव वह है, जो प्रृथिबीपर 
अपार्थिव ( त्रिगुणातीत ) होकर रहे । 
तीसरी शाखा कहती है कि खुदाने ध्वनि की “हो जा?? 

और सारा ब्रह्माण्ड अस्तित्वमें आ गया । किंठु मानवको 
खुद खुदाने बनाया और फ़रिइतों ( देवों ) को आदेश 
दिया कि वे मानवको नमस्कार करें । सभी फ़रिइतोंने 
मानवको नमस्कार किया) केवळ एक था जिसने मानवके 
आगे नमनेसे इन्कार क्रिया | खुदाने उसे खर्गसे निकाल 
दिया और वह शैतान ( स्तेन ) के नामसे पुकारा गया । 


तन्तुं तन्वन्‌ 
ज्योतिःमतः 
अनू-उटबणं 


रजसः 
पथः रक्ष 
वयत 
जनय 


इसका अभिप्राय यही है कि मानव प्रभुका प्रतिनिधि है 
वे जन फरिते हैं, जो मानव या मानवताका मान करते है 
ओर वे जन शैतान ( स्तेन ) हँ, जो मानव या मानवताका 
अवमान करते हैं । 

मानव विदोपणातीत है। “मानव? के साथ किसी 
भी विशेषणका प्रयोग मानवक्री महिमाको न बढ़ाकर 
उसकी महिमामें ल्घुता-सी लाता है । अनासक्त, त्रिगुणातीत 
और ब्रह्मका प्रतिनिधित्व करनेवाले इस मानवकी वास्तविक 
महिमा इसके विशुद्ध मानव होनेमें है । मानवका गौरव 
न देव बननेमै दै, न स्तेन बननेमें; क्योंकि मानव वह है, 
जिसे देव नमस्कार करते हैं | देव बनकर मानव नमस्करणीय 
न रहेगा; नमस्कारकर्ता बन जायगा और स्तेन बननेसे 
तो मानवताका सर्वथा लोप हो जायगा । इसीलिये वेदमाताने 
मानवको ठुळारके साथ प्रेरणा की है-मानव !( मनु; भव ) 
मानव बन; बिशुद्ध मानव बन । 

मानवको चाहिये भगवानका अनासक्त और त्रिगुणातीत 
प्रतिनिधि बनकर भगवानकी सृष्टिमे दिव्य जन-ता (मानवता ) 
का प्रादुभवन और प्रकाशन करे ॥ शोभा इसीमें है कि 
मानव दैव्य मानवताका द्योतन करे। दानव बनकर 
दानत्रताका द्योतन करनेसे तो मानव भगवानका प्रतिनिधि 
न रहकर स्तेनका प्रतिनिधि बन जाता है | मानव विशुद्ध 
मानव वने ओर मानवताका विश्वमै द्योतन करे, यही 
मानवका धर्म है ओर यही मानवकी सत्य मानवता है । 

आज न जाने मानवको क्या हो गया है। न वह 
अपनेको मानव कहता है, न वह मानवताको अपना धर्म 
समझता है । मानवताके अतिरिक्त मानवका धर्म और हो 
ही क्या सकता है ! पर वर्तमानमें उलटी गङ्गा बह रही है । 


` ७२ 


* मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका + 


69:23 पि त त? न मनन 





एक गधेसे पूछिये, “तू कौन है ! उत्तर मिलेगा; 
“मैं गधा हूँ? । एक बेल्से पूछिये, “व्‌ कौन है ?? उत्तर 
मिलेगा, “मैं बैल हूँ? । एक सिंहसे पूछिये, “व्‌ कौन 
है ११ उत्तर मिलेगा, मै सिंह हूँ? । परंठ एक मानवसे 
पूछिये, “त्‌ कौन है ? तो “मै मानव हूँ? यह उत्तर न मिलकर 
कुछ ओर ही उत्तर मिलेगा | इसी प्रकार आप किसी पश्ु- 
से उसका धर्म पूछिये, उत्तरमे वह अपना पश्चुताजन्य 
धर्म ही बतायेगा । पर किसी मानवसे पूछिये, तेरा धर्म 
क्या है !? “मानवता मेरा धर्म है? “मेरा धर्म मानवधर्म है? 
यह उत्तर न मिलकर आपको कुछ ओर ही उत्तर मिलेगा | 
युगकी यह अमानवता और मानवधर्महीनता मानवके लिये 
एक भयंकर अभिशाप बना हुआ है । मानव सुने कि 
वेदमाता इस विप्रयमे क्या कह रही है--मानव ! तेरा धर्म 
है कि तू ( दैन्यं जनं जनय ) | देव्य जनका प्रकाशन कर, 
दिव्य मानवताका द्योतन कर । 


मानवता अथवा मानवधमंके तीन मूलभूत आधारोंका 
मन्त्रमे संक्षेपसे वर्णन किया गया है । ( १) मानब | 
( रजसः तन्तुं तन्वन्‌ भानुं अनु इहि ) लोकके तन्तुको 
तनता हुआ सूर्यका अनुसरण कर । इस प्रथिवी-छोकका 
निवासी यह मानव लौकिक कर्मकलापों और कर्तव्य-कमो- 
का ताना-बाना बुनता हुआ सूर्यका अनुकरण करे । 
सूर्य सदा अपने आदृत ( 0701६) पर स्थित रहता है, 
अपने प्रकादासे सौर-मण्डलक्ो प्रकाशित करता है, अपने 
समस्त ग्रहों और उपग्रहको अपने आकर्षणसे अपने 
प्रति आकृष्ट रखता है | मानवका धर्म है कि वह मानवता 
अथवा मानवधमंके आबृतपर संतत संस्थित रहे, मानव 
मण्डलमें मानवःधर्मका प्रकाशन करे और अपनी पुनीत 
और पावन मानवी सेवाऔसे मानव-मात्रको अपने प्रति 
आकृष्ट रखे | 


( २) मानव ! ( धिया कृतान्‌ ज्योतिष्मतः पथः रक्ष ) 
धीमान्‌ वर्गद्वारा सम्पादित ज्योतिर्मय पर्थोकी रक्षा कर्‌ | 
मानव एक धीमान्‌--बुद्धिप्रधान प्राणी दै । मानवको चाहिये 
कि मेधावियोंद्वारा सुनिष्पादित मानव-जीवनके ज्योतिर्मय 
पर्थोकी रक्षा करे | उन मानवःपर्थाको वह विलुप्त न होने 
दे | मेधावी मानवोंने मानबोंक्े लिये जीवनके जो अनुभूत 

और समुज्ज्वल आदर्श स्थापित किये हैं, जो मानवी मर्यादाएँ 


संस्थापित की हैं, उनपर स्वयं चलना और दूसरोंको चलाना 
“यही उनके द्वारा सुनिर्मित ज्योतिर्मय पर्थाकी रक्षा करनाहै। 

(२) मानव ! ( जोगुवां अनुल्बणं अपः चयत ) 
पूर्वजांके अजटिळ ( ऋजु ) कर्मोंको गति दे (कर ) | 
मानव प्राचीन आदर्श मानवोंके ऋजु कर्मोका पालन करे | 
महा-जन ( महा-मानव ) जिन ऋजु कर्मोंका प्रवाह प्रवाहित 
कर गये हैं, उनका प्रपालन प्रत्येक मानव आय्यायुक्त 
होकर सदा करे | आदर्श मानवोंके महामानवोंके कायिक, 
वाचिक और मानसिक तीनों प्रकारके कर्म अन-उल्बण- 
उल्झन-रहित, क्रजुतामय होते हैं | उनके कर्मोंमे उलझन 
और जटिलता लेश-मात्र नहीं होती । उलझन और जटिलता 
तो दानवीय कमांमे होती है, मानवीय कमेमें नहीं । 

सूर्यानुसरण, ज्योतिष्पथिकता और ऋजुता--मानवता 
या मानव-धर्मके तीन पाद हैं | इस त्रिपाद मानवधर्मकी 
व्यातिसे ही मानव दानवतासे मुक्त होकर पुनः सत्य, शिव 
और सुन्दर मानव बनेगा | इस त्रिपाद मानवधर्मकी धृतिसे 
विइवमे मानवताकी संघारणा होगी । इस त्रिपाद मानवधर्मकी 
मित्तिपर ही मानवता चिरस्थायी होगी । शुद्ध सवेत वस्रपर 
अच्छा रंग चढता है । शुद्ध श्वेत मानवपर ही मानवताका 
रंग चढता है । मानव जब शुद्ध मानव होता है, तभी 
वह प्रत्येक संस्था, संस्थान, समाज) राष्ट्र और सम्प्रदायके 
लिये वरदान सिद्ध होता है । 

प्रभु हमें शक्ति दें, हममें क्षमताका आधान करें और 
हम कृत-संकल्प होकर मानवका समादर करें, विश्वमें 
मानवताकी पुनः स्थापना करे ओर 'मानवधर्मकी जय? 
का सक्रिय जयघोष शुँजायें | 

( रजसः तन्तुं तन्वन्‌ ) लोकके तन्तुको तनता हुआ, 
( भाजुं अनु-इहि ) सूर्यका अनुसरण कर | 

( चिया कृतान्‌ ) धीमान्‌ वर्गद्वारा निर्मित ( ज्योतिष्मतः 
पथः रक्ष ) ज्योतिमंय पर्थोकी रक्षा कर । ( जोगुवां) 
चिरानुष्ठानियों---.ूर्वजोंके (अनुल्बणं अपः) अनतिरिक्त कमको 
( बयत ) गति दे | 

( मनुः भव ) मानव हो; मानव बन । 

( दैन्यं जनं जनय ) दिव्य जन-मानवताको प्रकाशित कर | 

बन्दे मानवम्‌ । 
बन्दे मानवधर्ममू | 


न  —=Ssst 


कळ 


— Es. Messe, 


ॐ ओऔमङ्भागवतमे सानवताका आदर्श ४ 


gn ns कक क 


श्रीमद्भागवतमें 


[नवताका आदर्श 


७३ 


( ठेखक--वैकुण्ठदासी जगह्नुरु अनन्तश्री स्वामी श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज# ) 


श्रीकृष्ण प्रभु साक्षात्‌ परिपूर्ण अद्वयज्ञान ब्रह्मश परमात्मा 
भगवान्‌ हैं | श्रीमद्भागवत उन्हींका शब्द्‌-ब्रह्ममय अवतार है; 
अतएव इसमें समस्त विश्वका आदर्श विद्यमान है | साधकजन 
सावधानीसे इसकी उपासना कर अपने अभिमत आदर्शको 
मलीमाँति प्राप्त कर सकते हैं । ऐसी वस्तुखितिमै मानवको 
वास्तविक मानव बननेके लिये श्रीमद्भागवतके अन्तर्गत 
मानवताका आदर्श देख उसका अनुसरण करना सर्वथा 
कर्तब्य है । 
श्रीमद्धागवतकी दृष्टिसं मानवताका सम्बन्ध उस मूल 
पुरुषसे है; जिसकी संतान आजका समस्त मानव-समाज है | 
इसलिये सर्वप्रथम उस मूल पुरुष मनुके ही शर्ब्दोमे मानवता- 
का चित्र देखना अप्रासङ्गिक न होगा । आद्य मनु स्वायम्थुव 
अपनी पत्नी शतरूपाके साथ वनमें जाकर सुनन्दा नदीके 
किनारे एक पैरसे सो वर्षतक खड़े रहकर घोर तपस्या करते 
ससय नित्य भगवानकी स्तुति किया करते थे; जो इस 
प्रकार है-- 
येन चेतयते विश्वं चिश्वं चेतयते न यसू । 
यो जागति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेद लः॥ 
आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्‌ किंचिड्जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन झु्जीथा मा गुधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
यं न पश्यति पञ्यन्तं चक्षुर्यस्य न रिष्यति । 
तं भूतनिलयं देवं सुपर्णसुप्धावत ॥ 
न यस्याद्यन्तौ सध्यं च स्वः परो नान्तरं बहिः । 
विश्वस्थामूनि यद्‌ यस्मादू विश्वं च तहतं महत्‌ ॥ 
ख़ विश्वकायः पुरुहूत इशः 
सत्यः स्वयंज्योतिरजः 
धत्तेऽस्य जन्माच्यजयाऽऽस्मश कस्या 
तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥ 


पुराणः । 


आथाग्र ऋषयः कर्माणीहृन्तेऽकर्महेतचे । 
ईहमानो हि पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते ॥ 
ईहते भगवानीशो नहि तत्र विषज्जते । 
आत्मलाभेन पूर्णार्था नावसीदन्ति येऽनु तम्‌ ॥ 
तमीहमानं निरहंकृत बुधं 
निराक्षिषं पूर्णमनन्यचोदितस्‌ । 
शिक्षयन्त॑ निजवत्मेसंस्थितं 
पशुं प्रप्थेडविलघर्सभावनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ८ । १ | ९-१ ६) 
इसका सारांश यह है कि जिन भगवानको यह विश्व 
चेतना नहीं देता, अपितु जिनकी चेतनाके स्पर्शसे यह विश्व 
चेतन हो जाता है; जो भगवान्‌ इस विश्वके सो जानेपर अर्थात्‌ 
प्रछ॒वकालमें भी जागते रहते हे, जिनको यह विश्व 
नहीं जानता, परंतु जो इसे जानते हैं, वे ही परस आत्मा 
भगवान्‌ हैं | इस सम्पूर्ण विश्व और इसमें रहनेवाले चराचर 
सभी प्राणियाँमै वे व्याप्त हैं; इसलिये विश्वकी किसी भी वस्तुमे 
सोह न करते हुए त्यागके साथ केवळ जीवन-निर्वाहोपयोगी 
भोग करना चाहिये । संसारकी सम्पत्तियाँ परमात्माके सिवा 
किसीकी भी नहीं हैं | इस बातको समझ तृष्णाका सर्वथा 
त्याग करना चाहिये । भगवान्‌ सबके साक्षी हैं | बुद्धि-बत्तियाँ 
एवं नेत्र आदि इन्द्रियाँ उन्हें देखनेमै असमर्थ हैं, पर उनकी 
ज्ञानशक्ति अखण्ड है | समस्त प्राणियोमे रहनेवाले उन स्वयं- 
प्रकाश असङ्ग परमात्माकी शरणमै जाओ, जिनका आदि, अन्त 
और मध्य नहीं है, जिनका कोई अपना-पराया नहीं है, 
जिनके न बाहर है और न भीतर है; वे भगवान्‌ विश्वके 
आदि-अन्त-मध्य; बाहर-भीतर--सब कुछ हैं | उन्हीकी सत्तासे 
वास्तविक सत्ता है | वे ही वास्तविक परमन्रहम हैं | वे ही विश्व- 
रूप; सर्वशक्तिमान्‌) सत्य, स्वयंप्रकाश अजन्मा और पुराण- 
पुरुष हैं | उनके नाम अनन्त हैं | वे अपनी मायाशक्तिके 


नुञ्‌ 
६5 


— > प सस >. कि?) 


# प्रम सम्मान्य आचार्य महोदयका यह ळेख अधूरा ही छापा जा रहा हे । आप 'कल्याण!के विशेषाङ्कके लिये कलकत्तेमें यह लेख 
लिख रहे थे । किसी कामसे बाहर गये थे । लौटते समय मोटर-दुघटनासे आपका वैकुण्ठवास हो गया । आचार्य महोदय सनातन 
धर्मके मानू स्तम्भ थे । आजीवन धर्मसेवाका कार्य करते रहे भौर इस धमंसेवारूप भंगवस्कौकुर्यका कार्य करते-करते हो चळे गये । 
आपके जानेसे सनातन घम-जगत्‌का एक अत्युज्ज्वळ प्रकाझस्तम्भ टूट गया । इस क्षतिकी पूर्ति सम्भव नहीं है । भगवानूका विधान 
कब किस रूपमें प्रकट होता है, कुछ कहा नहीं जाता । “कस्याण' पर आचाय महोदयकी सदा हो अनन्त अनुकम्पा रही और “कल्याण 
की सेवा-सहाबता करते-करते ही आप चल बसे । हम उनकी अमर भारमाका सभक्ति अभिनन्दन करते हैं--सम्पादक 


मा० अ० १००७७ 


७४ 


शशश“: 





द्वारा ही विश्वसष्टिके जन्म 'आदिको स्वीकार करते हैं और 
विद्याके द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय; सत्स्वरूपमात्र रहते 
हैं । इसी आदर्शपर नेष्कम्यस्थिति प्राप्त करनेके लिये ऋषि- 
सुनिगण प्रथम कर्मयोगका अनुष्ठान करते हैं; कारण कि कर्म 
योगी ही निष्क्रिय हो अन्तमै कर्म-बन्धनसे छुटकारा पाता है। 
सवशक्तिसान्‌ भगवान्‌ भी कर्म करते हैं, परंतु आत्मलामसे 
पुणकाम रहनेके कारण उन कर्मोंमे आसक्त नहीं होते । 
अतः उन्हींका अनुसरण करके आसक्तिरहित हो कर्म करने- 
वाला मानव कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । भगवान्‌ 
ज्ञानस्वरूप हैं, उनमें अहंकारका लेश मी नहीं है । वे सर्वथा 
परिपूर्ण हैं । उन्हें किसी वस्तुकी कामना नहीं है । वे किसीकी 
प्रेरणा बिना ही स्वेच्छासे कर्म करते हैं | अपनी स्थापित की 
हुई मर्यादामै रहकर अपने कमोके द्वारा मनुष्योंको शिक्षा 
देते हैं | वे ही समस्त धर्मोके प्रवतेक और जीवनदाता हैं । में 
उन्हीं प्रभुकी शरण जाता हूँ |! 


इससे परमात्माकी व्यापक सत्ता, उपासनात्मक निष्काम 
कर्मयोग ओर उनकी शरणागति--यही मानवताका सर्वश्रेष्ठ 
आदर्श प्रतीत होता है । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस 
समय मनु महाराज उक्त दाब्दोमें मानवताका सारमय तत्त्व 
कह्‌ रहे थे, उसी समय ठीक मानवताके प्रतिकूल आसुर और 
राक्षस प्रकृतिने उन्हें खा डालनेके लिये उनपर आक्रमण 
किया । तब अन्तर्यामी भगवान्‌ यज्ञपुरुषने देवतार्ओके 
साथ आकर असुरौंका संहार करके उनकी रक्षा की | इससे 
यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि मानवताका आदर्श आसुरी 
और राक्षसी प्रकृतिके लिये प्रतिकूल एवं असह्य रहता है फिर 
भी उसकी रक्षाके लिये भगवान्‌ सदा सावधान रहते हैं | 


अस्तु; आगे चलकर मनुबंशमें वेन और प्रथुका इति- 
हास मानवताका निखरा हुआ रूप विश्वके सामने उपस्थित 


करता है | वेनने मानव होकर मी मनुवंशकी परम्पराके 


विपरीत मानवताका दलन आसुरी प्रकृतिद्वारा किया था) 
इसका कारण कुसङ्गजनित उसकी असदूवासना थी | वेनके 
बाद उनके अङ्गज प्रथु महाराजने पृथ्वीका शासनसूत्र हाथमें 
लेकर पुनः मनुकी मानवताका आदर्श स्थापित ही नहीं किया 
अपितु उसे बहुत ऊँचा उठाया । गोपालन; देव-उपासना, 


# मानव वही जो स्वाथे तज होता पथिक परमार्थका + 





आ 
nr 


त्रेकोक्य-रक्षणके सूल कारण यज्ञ-यागका अनुष्ठान; भूतदया 
शिष्टपरम्परानुसरणः निष्काम कर्मयोग; भगवानको सवेश्वर 
स्वाधार) व्यापक ब्रह्म समझ उनमें अनन्य भक्ति, स्व-स्व 
कतब्य-पालनकी निष्ठापयन्तसे आध्यात्मिक चिन्तन तथा विवेकः 
द्वारा जीवनके वास्तविक लक्ष्यकी प्राप्ति आदि सानवताके 
परम पावन आदर्शको उन्होने अपने आचरण तथा प्रशिक्षण- 
द्वारा उपस्थित किया | प्रथु महाराजका बह व्याख्यान अत्यन्त 
मननीय और मनोरम है, जिसे उन्होंने ब्रह्मर्षियों एवं 
राजर्षियोंके महान्‌ जनसमाजमें उपस्थित किया था और जिसमें 
उपर्युक्त सारी बातोंका सार उपलब्ध हो सकता है । 

ऐसे ही मनु-वंश-परम्पराकी दूसरी शाखामें आनेवाले 
आषभदेवका ओर उनकी संतानौंका उपदेश मानवताके 
वास्तविक स्वरूपको उपस्थित करता है । स्वयं ऋषभदेवने 
जनताके मध्य अपने पुत्रोंकों तपोसय जीवन बनाकर कर्तव्य- 
पालनका उपदेश दिया है- बड्रौकी सेवा, काम-वासनाकी 
छम्पटतासे दूर रहना, आत्मतत्त्व-चिन्तन, अनात्म वस्तुओंमें 
अनासक्ति, परमात्म-भक्तिः इन्द्रियनिग्रह, भगवान्‌की व्यापक 
सत्ताकी समीक्षा, अहंकार-परित्याग अघर्मसे विरति आदि 
उच्च आदर्शोको उन्होने बतलाया | 


इन्हींके सौ पुत्रमेसे सर्व ज्येष्ट “मरत? हुए हैं, जिनके नामसे 
“भारतवर्ष? प्रख्यात हुआ है । उन्होंने ऋषभदेवके उपदेशों- 
को अपने जीवनमै उतारा और आगे उस उपदेश-परम्पराको 
यथावत्‌ प्रचलित किया । शेष पुत्रोंमे नौ पुत्र महान्‌ योगीश्वर 
हुए । जिन्होंने मिथिलेश विदेहकी समामें प्रश्नोत्तरके रूपमें 
सानवताका दिव्य स्वरूप उपस्थित [किया | इन लोगोंने 
मनुके कथनानुसार एक ब्यापक भगवत्-तच्वको प्राप्य---लक्ष्य 
बताते हुए मानवको उस लक्ष्य-प्रास्तिके साधनरूपमें भागवत- 
धर्म, भागवत-लक्षण, माया और उससे तरणका उपाय, 
नारायणःतत्त्व, कर्मयोग, अवतार-तत्त्व एवं भागवत-भक्ति 
आदिको बतलाया है, जिसमें मानवताका दिव्य आदर्श समासतः 
कहा गया है तथा जिसका विशदीकरण भीमद्धागवतके अघि- 
देवत भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाप्रभुने उद्धव-संवादमें किया दै? 
जिसे मनुकी उक्तिका एक विस्तृत माष्य कहा जा सकता है | 


TJ SSID ..... 


NY ०७ 


# मानवता-पाळनकी बीस मर्यादा * ७५ 














वानवता-पलनकी बीस मर्यादाएँ 





( ळेखक 
शास्त्रोक्त अवतार-परम्परा; श्रीशंकर-रासानुजादि-आचार्य- 
प्रणालिका एवं सूर-तुळसी-आदि संतोद्वारा गदीत 


मर्यादाओके सांस्कृतिक इतिहासको देखनेसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि भारतवर्ष सदेव मानवताके पालन एवं दानवता- 
के विनाशके लिये संनद्ध ओर सुसजित रहा | दूसरे शब्दों 
इसे यौ कहा जा सकता है कि भारतवर्षके निवासी मानवता- 
मूलक धर्म और नीतिके रक्षक तथा दानवता-मूलक अधर्म 
एवं परपीडाके विरोधी रहे हैं | महाभारत, श्रीमद्भागवत, 
श्रीमद्भगवद्गीता आदि घुख्य भारतीय ग्रन्थोमें कहे गये 





“परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनस्‌ ।? 
'संस्थापनाय रसस्य प्रशमायेतरस्थ च? 
“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ।' 


आदि सिद्धान्त-वाक्याँक्रा यही अभिप्राय है; जिसे 
संत ठुळसीने सव॑छुलभ सामयिक भाषामैं--- 


परहित सरिस धर्म नहिं भाई । परपीडा सम नहिं अघमाई ॥ 


--कंहकर कलियुगी जीवको अपने उद्धारके लिये उसी 
मागका अनुसरण करनेकी सत्पेरणा दी है । उसी सर्वशास्ज 
एवं संतोद्वारा समर्थित सन्मार्गके पालनके लिये भारतवर्षके 
परम यशस्वी मासिक “कल्याण'का यह मानवता-प्रसारमूलक 
आयोजन महत्त्वपूर्ण सामयिक सांस्कृतिक सेवा होनेसे 
स्तुत्य है । 

मानवताका पालन, जो आज विश्वभ्रातृत्वकी उदार 
भावनाको पुष्ट करनेके लिये आवश्यक है, सानव-धर्मको 
मनसा) वाचा) कर्मणा धारण करनेपर निर्भर करता है | मानव- 
धर्म--यह समस्त पद दै, जिसमें मानव एवं धर्म--ये दो 
शब्द सम्मिलित हैं | इनमेंसे धर्म-शब्दका अर्थ कर्ममीमांसा- 
में “वोदूनाळक्षणोऽर्थो धमः? किया गया है | चोदनाका अर्थ 
प्रेरणा है | 'इद कुरु, इदं मा कुरू इस विधि-निषेधात्मक 
मर्यादाको चोदना कहते हैं तथा धर्म-शब्दका अर्थ इष्ट( सुख) 
साधक एवं अनिष्ट ( ढुःख)-निवर्तक विधि-निषेधास्मक मर्यादा 
होता है | “मानव? शब्दका अर्थ होता है- शरीर, वाणी; 
मन) बुद्धि तथा आत्माका समुदाय | एबं च सुख-शान्ति तथा 
डु;खाभावकी कारणरूपा शरीर, वाणी) मन, बुद्धि और आत्मा 
सम्बन्धी विधि-निषेधात्मक मर्यादाएँ मानव-धर्म हैं | मनुष्य 





पिरवेदशनानिष्णात, तकवेदान्वशिरोमणि, स्वामीजी श्रीश्रीअनिरुद्धाचायजी महाराज ) 


शब्दके पर्याय “मर्य? दब्दकी 'मर्यादावान्‌ मर्यः? इस 
निरुक्तिसे मी मनुप्रोक्त विधि-निषेघात्मक मर्यादाका पालन ही 
मानवता है--यह सिद्ध हुआ । 

यद्यपि मनुष्य शब्दकी “मत्वा? 'मस्वा कर्माणि सीव्यन्ति? 
इस निरुक्तिसे विवेकपूर्वक दीर्ध विचार एवं “मनस्य मानेन प्रजा- 
पतिना सृष्टाः इस निरुक्तिसे विशाल-मनस्त्व तथा मानुष 
गब्दकी “मा दुष? इस ब्युत्पत्तिसे दोषामाव भी मानवता है; 
किंतु यहाँ मर्यादालप मानवताका ही विवेचन अपेक्षित है | 

विधि-निषेधात्सक मयांदाएँ बीस प्रकारकी हैँ । इनमेसे 
दस मर्यादा निषेधात्मक एवं दस विधानात्सक हैं | मानव- 
को अपनी सानवताके विकासके लिये निषेधात्मक मर्यादाओसे 
दूर रहना चाहिये । उनका वर्णन तीन भागोंमें क्रमशः किया 
जाता है। अदत्तादान ( चोर्यं ), अवैधानिक हिंसा एवं 
व्यभिचार--ये तीन शारीरिक पाप हैं | इनसे बचना मानव- 
का परम कर्तव्य है | जब मानव-समाजने प्रथम अदत्तक 
आदान ( चोरी ) करना प्रारम्भ किया होगा, तमीसे राजा; 
राज्य, पुलिस, सेना एवं न्यायालय ( कोर्ट ) आदिका 
निर्माण हुआ होगा; जिसे अनेक प्रकारकी कर-वसूळीके रूपमे 
मानब-समाज आज भी भरता आ रहा दै। इससे सिद्ध होता है 
कि अधर्मके आचरणका फल दुःख है | 

दूसरा शारीरिक पाप अवैधानिक हिंसा है । जिस मानव- 
समाजमै यह फैल जाती है; वह समाज केवल पशु-पक्षियौको 
ही संत्रस्त नहीं करता) अपितु जड-पदार्थोकी भी नसे निकाल 
लेता है। वह राष्ट्रसमृद्धिके अन्यतम कारण पशु-धनको 
उदरस्थ कर नष्ट कर डालता है; जिससे शुद्ध दुग्ध, घुत 
आदिके अभावर्मे मानव-समाज शारीरिक; मानसिक एवं 
बौद्धिक बलौंसे हीन हो जाता है तथा अनेक आधि-व्याधियोसे 
संतप्त रहता है । मानवके आदि-इतिहास महाभारतसे पता 
चलता है कि राजा नहुषने भूलसे एक गोकी हत्या कर डाली 
थी; जिससे उसपर १०१ व्याधियाँ उतर पड़ी थीं। तब जिस_ 
विश्वमै अनन्त-असंख्य गायोंका वध होता हो; वह विश्व 





नीरोग एवं बलवान्‌ कैसे रह सकता है ! आश्चर्य है कि 
अब राष्ट्रकी नीरोगताको गो-दुग्ध एवं घृतसे सुरक्षित न रखकर _ 








मुर्गीके अंडोसे सुरक्षित रखनेकी योजना बनायी जा रही है ! 








यह कैसी बिडम्बना है ! पशुओंकों केवल मार देना ही हिंसा 
नहीं है, किंतु उनपर अधिक भार रखना एवं उनकी उचित 
देख-रेख न रखना भी हिंसामें सम्मिलित है । “मा हिंस्यात्‌ 
सर्वभूतानि? प्राणिमात्रपर दया करो, इस वैदिक आदेशकी 
उपेक्षा करके हिंसक मानव-समाज सबके दुःखका कारण बन 
गया है । पशुरक्षक, जीवदयामण्डल आदि संखाएँ 
तबतक खकार्यमै पूर्णतः सफल न होंगी जबतक मूल मानव- 
धर्मपर लक्ष्य न दिया जायगा । एकपत्नीव्रतका अङ्ग 
(व्यभिचार ) भी मानवके लिये महापाप है-। जो वैदिक 
मन्त्र स्त्रियोके लिये पातित्रत्यके निर्देशक हैं वे ही मन्त्र पुरुषोंके 
लिये एकपत्नीव्रतके निर्देशक क्यों नहीं हो सकते १ इज 
तीनों पापोंसे बचना ईश्वरकी सच्ची पूजा है। भगवान्‌ व्यास- 
के मतानुसार यही आस्तिकता है । 
क्रूर वचन, असत्य-भाषण; पेशुन्य एवं असम्बद्ध 
प्रलाप--ये चार वाचिक महापाप हैं । मानवता-पालनके 
लिये इनसे बचना भी आवश्यक है । “ऐतरेयत्राह्मण? के 
मतानुसार- सा वै राक्षसी बाग याझुन्मत्तो वदति यां च इः 
( उन्मत्त एवं दर्षयुक्त पुरुषकी वाणी राक्षसकी वाणी है । ) 
क्रूरवचन मानवोका धर्म न होकर दानवोंका धर्म है; 
क्योंकि वह वाणी हिंसा एवं विनाशका कारण बनती है । 
हिंसा और विनाश ही तो दानवता है। क्रूर-वचन ही युद्ध, 
वैर, कलह एवं अशान्ति आदि अनेक उत्पातोंका मूळ है, 
अतः उससे बचना परमावश्यक है । 
दूसरा वाचिक पाप असत्य-भाषण दै । इसकी विशेष 
व्याख्याको आवश्यकता नहीँ, यह तो हमारी जीवन-चर्यामें 
घुलमिल गया है | एक समय था, जब हमारे पूर्वज सत्यके 
छिये सब कुछ त्याग देते थे; किंतु आधुनिक मानव-समाज- 
का आचरण इससे सर्वथा विपरीत ही है | 
तीसरा वाचिक पाप पैश्ुन्य है। अहितकारी वचनोंको 
ही पैशन्य कहा जाता है । भगवान्‌ मनुने इसकी गणना 
उपपातकोंमे की है; किंतु ध्यान रहे कि किसीके हितको लक्ष्यमे 
रखकर कहे गये वचन पैशचन्य ( चुगली ) नहीं हैं | 
चौथा वाचिक पाप असम्बद्ध प्रलाप है, जिसका अर्थ 
्यर्थकी बकवाद अथवा अधिकारहीन प्रलाप करना है । 
इस पापसे आजका मानव-समाज असंयतभाषी एवं 
अनधिकारी वक्ता हो गया है | इसीने वाचिक पाखण्डको 
जन्म दिया है। इसीसे ग्रस्त मानव आसक्त होनेपर भी अनासक्त- 
का तथा अधर्मज्ञ होकर भी धर्मशका वाणीद्वारा अभिनय करता 


° 
# मानच वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका * 





दै, जिसका फल उच्छङ्कलता एवं अश्रद्धा हो रहा है। श्न 
चार पार्पोको छोड़ देना मगवानूकी वाचिक सेवा एबं यथा 
आस्तिकतापूर्ण मानवता है ! 
अब मानसिक पार्पोका वर्णन किया जा रहा है, जिनसे बेचे 
बिना वास्तविक मानवताकी उपलब्धि नहीं होती । अन्यायसे 
परुद्रव्य लेनेकी इच्छा; अनिष्टचिन्तन, नास्तिकता- थै 
तीन मानसिक महापाप हैं | इतिहास बताता है कि अन्यायसे 
परस्वापहरणकी इच्छा ही प्रलयकारी महायुद्धोंका मूल-कारण 
सिद्ध हुई है । 
मनकी अप्रतिम शक्तियोंसे कौन अपरिचित है ! 
मनद्वारा एक व्यक्तिका मी अनिष्ट चिन्तन बिश्वका अनिष्ट- 
चिन्तन ही है | विश्वमै वह खर्य मी दे, अतः पर्यायसे 
बह अपना भी अनिष्ट चिन्तन करता है । इसलिये वेदने 
मानवको शिव-संकञ्पवान्‌ होनेका आदेश दिया है । “न्मे 
मनः शिवसंकल्पमस्तु ।! मानव-जीवनकी सफलता इसीमें 
है कि दुःख, अज्ञा, अशान्ति एवं अनाचारप्रचुर 
संसारको सुखी; ज्ञानी, शान्त एवं सदाचारी बनाया जाय) 
न कि अनिष्ट-चिन्तनसे उपर्युक्त दुगगुणोंको विश्वमै बढ़ाया 
अथवा फेंछाया जाय | 
तीसरा मानसिक पाप नास्तिकता है | कर्मफल, परलोक; 
आत्मा एवं ईश्वरको न मानना ही नास्तिकताकी परिपूर्णता है | 
घर्माधम-विचार एवं ईश्वर-भयसे जब मानव-समाज निर्मक्त हो 
जाता है; तब उसमे विनाशके कारणभूत विलासिता,अतिमानिता) 
एथकता आदि दोष प्रवेश कर जाते हैं और मानव-समाज 
उनमें अधिक-से-अधिक फँसकर नष्ट हो जाता है | अतः 
समाजको पतनसे बचानेके लिये नास्तिकताको छोड़ देना 
ही श्रेयस्कर है | इन मानसिक पापत्रयसे बचना मानसिक 
मगवसूजा है । इस प्रकार मानवता-पालनकी मूलभूता 
निषेधात्मक १० मर्यादाऔका वर्णन किया गया । 
अब विघानात्मक १० मर्यादाओंपर विचार किया जा रहा है 
जिन्हें स्वाचरणमें लाना मानवताकी अभिवृद्धिके लिये परम 
आवश्यक है । विधानात्मक मर्यादाएँ भी १० हैं-- 
३ शारीरिक) ४ वाचिक और ३ मानसिक । 
दान) परित्राण, सेवा- यै तीन शारीरिक मर्यादाएँ हैं | 
सर्वभूतहितकी इष्टिसे दानका विधान किया गया है । 
प्रकृतिके विधानपर दृष्टि डालनेसे ज्ञात होता है कि प्रत्येक 
पदार्थमे अपनी तथा दूसरोंकी न्यूनताकी परिपूर्तिके लिये आदान” 
प्रदान विद्यमान है | आदान-प्रदानात्मक क्रियाका नाम यश 


TT 


ककत... .. .. .. 








भी है, जिसके मूलमें त्यागकी भावना विद्यमान है। मीमांसकोंने 
यज्ञकी व्याख्या इस प्रकार की है---देवतोहेशन द्वब्य- 
त्यागो यगः | विभिन्न शरीरोंमें विद्यमान परमात्माके उद्देश्यसे 
द्रव्य-त्याग करना यज्ञ है |! इसी अर्थका प्रकाश 
“हेहि से, ददासि ते? आदि वैदिक मन्त्र भी कर रहे हैं । 
अतः जो कुछ भी प्राप्त हो, उसको विश्वके संचालक देव, 
ऋषिं, पितर; मनुष्य एवं पशु-पक्षी आदि पाँच शक्तियौको 
पुनः प्रत्यर्पित करना आवश्यक है | यही दान है | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी कहा है-- 

धर्साय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च। 

पृञ्चघा विभजन्‌ वित्तसिहासुत्र च सोदते ॥ 

( श्रीमद्भागवत ( ८ । १९ । ३७) 

इस प्रकार धनके पाँच भाग करनेपर इस लोक तथा 
परलोकमे शान्ति मिलती है । अन्यथा संतुलनके नष्ट 
होनेपर विषमताके कारण अशान्ति उत्पन्न हुए बिना 
कदापि नहीं रह सकती । 'केवलाघो भवति केचलाढी? इस 
पवित्र वैदिक वाक्यका भी यही तात्पर्य है । "दानादि देवः? 
इस झास्त्र-वाक्यके अनुसार वे देव हैं, जो दान करते हैं । 
अतः मानवको मानव बननेक्रे लिये आवश्यक है क्रि वह 
दानमना बने । 

परित्राण--बल) ऐश्वर्य, पद एवं शक्ति आदिमे अपनेसे 
हीनको स्वयं न सताना और दु्टेसे समस्त निर्बलोंका यथाबल 
रक्षण करना परित्राण कहा जाता है। वह मानव केसा? 
जिसके देखते हुए दुष्टजन दुर्बर्लोपर अत्याचार करते हों 
और वह उस अत्याचारका प्रतीकार न करता हो। 
आदर्श मानवताके प्रतीक भगवान्‌ श्रीरामने-- 

कषत्रियैचीर्यते चापो नार्तिशब्दो अवेदिति। 


--कहकर परित्राणकी आवश्यकता बतायी है | अत; जहाँ- 
कहीं भी अत्याचार होता हो, उसको स्वयं या संगठित 
होकर मिटा देना मानवका कर्तव्य है | यह परित्राणकी 
परिभाषा है | 

सेवा--माता, पिता, आचार्य, अतिथि) रोगी, श्रान्त; 
गौ, जनता, देश) भाषा, संस्कृति, समाज एवं ईश्वरकी 
सेवा मी मानवका परम कर्तव्य है । माता-पिता आदिके 
रूपमै विराजमान ईश्वरकी ही मैं सेवा कर रहा हूँ, ऐसी 
भावना करनेपर यही सेवा मगवत्‌-सेवा हो जाती है । सेवाके 
कारण ही श्रीरामजीने अपनेको श्रीहनुमानके वशमै बतलाया 
था | विश्वरूप रामकी सेवा करके आज भी हम श्रीहनुमान्‌की 





मानवता-पालनकी बीस मयौदाँ ४ 





७9 





तरह श्रीरामको वशमै कर सकते हैं । हमारे इस शरीरको 
यह रूप प्राप्त होनेमें अनेकॉकी सेवा कारण है | अतः 
हमारा भी कतंव्य हो जाता है कि हम सबकी सेवा करें | 
सचसुच सेवाधर्म परम गहन है | इसका पालन करनेसे 
मानवका अन्तःकरण जितना शीघ्र निर्मल होता है; 
उतना शीघ्र शायद .ही अन्य किसी त्रतसे होता है | संत- 
सेवासे ही श्रीनाभाजीको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था । 
सेवाके कारण ही आर्थशार्खोर्म पतित्रताका स्थान सबसे ऊँचा 
माना गया है । अतः जितना हो सके, उतना मानवको 
विद्या; वस्त्र; चिकित्सा आदिसे विश्वकी सेवा करनेके भावमें 
संल रहना आवश्यक है । इस प्रकार शारीरिक--दान; 
परित्राण तथा सेवा आदि विधानात्मक मर्यादाओंका 
विवेचन किया गया है । 

अब वाचिक विधानात्मक मर्यादाओपर विचार किया 
जाता है | प्रियवादिता, सत्यवादिता, हितवादिता एबं 
स्वाध्याय--ये चार वाचिक कर्तव्य हैं । 

प्रियवादिता मानवका सुकोमल धर्म है, जिससे 
मानवका हृदय स्वर्यं सरस होता और विश्वको सरस बनाता 
है । बुद्धिमान्‌ विहुरने ग्रियवादिताको जीवलोकका सुख 
माना है | इसके द्वारा हम विश्वको सुखी बना सकते हैँ । 
प्रियवादिताद्वारा आनन्द्स्वरूप परमात्माका हम अपने तथा 
दूसरोंके हृदयोंमे प्राकव्य कर सकते हैं । क्रूरसे-करूर प्राणी 
भी प्रियवचनसे कुछ शान्त होता है । तपका वर्णन करते 
हुए सव्याघाढ्ने प्रियवाचाको पूर्ण तप माना है । अतः 
प्रियवादी होना मानवका परम कर्तव्य है । 

दूसरा वाचिक धर्म सत्यवादिता है । सत्यका अर्थ है-- 
यथार्थ-भाषण । सत्यकी परिभाषा भगवान्‌ व्यासने योग- 
सूत्रे ध्यथाश्रुत यथादृष्ट वस्तुको तथैव कहना? की है । 
सत्य वाणीका मूल है | असत्यका प्रयोग करनेवाला उसी 
प्रकार सूख जाता है, जिस प्रकार मूलके नष्ट होनेपर वृक्ष | 
सत्यव्यवहारकी कीमत मनुष्य उस समय करता है, जब 
मिथ्याव्यवहारसे उसे किसीने धोखा दिया हो । जिस 
व्यवहारसे हमको दुःख होता है, उस व्यवहारको दूसरोंके 
प्रति छोड़ देना मानवका परम कर्तव्य है | 

तीसरा वाचिक धर्म हितवादिता है | मनुष्यको प्राणि- 
मात्रके हितके लिये ही वाणीका प्रयोग करना चाहिये । 
जिस वाणीसे अहित हो; जिस वाणीमें वञ्चना भरी हो; जो 
वाणी छल-कपटवाली हो, उसका प्रयोग करना मानबताका भङ्ग 








७८ 


--ट---. 


है । अभिशाप एवं उमर कता (पायी ककः ` बचन ( गाली ) बोलना भी 
अहित वचन ही है । अश्ठीलका अर्थ अश्रीक है | श्री-हीन 
वचन सब अहित वचन ही हैं | जो वचन सम्मार्गके प्रदर्शक 
हैं, जो वचन शील, समाधि तथा प्रश्ञाके परिष्कारक हैं, वे 
सब हितवचन हैं | इन सब वचनोंका खयं स्मरण करना 
और बोलना हितवादिता है । 
चौथा वाचिक धर्म स्वाध्याय है । ज्ञान-विज्ञान-प्राप्तिक 
मुख्य साधन स्वाध्याय ही है । इतिहाससे ज्ञात होता है कि 
हमारे पूर्वजोको स्वाध्याय बहुत प्रिय था । अपनी आयुका 
अधिकांश वे स्वाध्यावमें ही लगाते थे | उससे वे कभी तृप्त 
न होते थे । “तैत्तिरीय ब्राह्मण” से विदित होता है कि महर्षि 
भारद्वाज बहुत कालतक स्वाध्याय ही करते रह गये । कठिन- 
से-कठिन मूल्य चुकाकर भी वे ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति तथा 
प्रसारमे लगे रहते थे । अष्टादश विद्या तथा चतुःप्रष्टि कलाऔं- 
मे प्रवीण होना उन्हें बहुत प्रिय था । विश्वका ऐसा कोई मी 
विषय नहीं, जिसका उन्होंने अपने अरन्थोमे विवेचन न किया 
हो | संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषामें लिखित अतुल ग्रन्थ- 
सम्पत्ति एवं जम्बूद्वीप्रकी तत्तद्‌ भाषाओंमें अनुवादित ग्रन्थ 
ही इसके परम प्रमाण हैं | हमने यदि किसीको महान्‌ समझा 
है तो स्वाध्यायसेवीको । 'योडनूचानः स नो महान्‌? 
“गुणा: पूजास्थानस्‌?, न कि धनादिकं पूजास्थानम्‌ । अतः 
स्वाध्याय करना सभी दृष्टियोंसे हितकर है | एक छोकका भी 
क्यों न हो; प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिये । अन्ततोगत्वा 
नियमसे श्रीराम-मन्त्रका जप भी स्वाध्यायमें सम्मिलित है । 
इस प्रकार वाचिक विधानात्मक मर्यादाओंका विवेचन 
किया गया । 
अव मानसिक धर्मो संतोष, विश्वहित-चिन्तन तथा श्रद्धा- 
का विवेचन किया जाता है। इनमें प्रथम स्थान संतोषका 
है । संतोष ही मानवको न्यायसे अर्थोपार्जनके लिये प्रेरित 
करता है एवं अन्यायपूर्वक अर्थ संचय करनेसे रोकता है, साथ 
ही संचित अर्थको सद्व्यय करनेकी प्रेरणा करता है | संतोषका यह 
अर्थ नहीं कि आलसी, निरुद्यम, कर्महीन बना जाय; अपितु 
दूसरोंकी देखा-देखी अधिक भोग-संचयकी इच्छा, विलासी 
देशको देखकर विलासी-जीवन बितानेकी इच्छा और उसके 
लिये दूसरे देशोंके मानर्वोको दास बनानेकी इच्छा न रखना 
ही संतोष है | असंतोष ही अपने तथा पराये दुःखका कारण 
बनता है | किसी भी विषयमै असंतोषी मानव-समाज एक 
दिन अवश्यमेव अवनतिके गर्तमें गिर पढ़ता है | अतः 











€ 
# सानव वही जो स्वार्थं तज होता पथिक परमार्थका # 


rnp क” डिडिडिड 


शान्तिके इच्छुकोंका परम कर्तव्य है कि वे 


क " उत्पादन तथा 
व्यय--दोनोँमें संतोष-धर्मका पालन अवश्य ही क्रें | 


दूसरी मानसिक मर्यादा विश्वहितका नित्यःचिन्तन | 
यह स्वार्थत्याग एवं परोपकारका कारण है | जबतक इस 


स्मृतिकी जागृति मानव-हृदयमें नहीं होती, तबतक वह खाई 
त्याग एवं परोपकारके लिये कदापि कथमपि प्रबृत्त नहीं हे 
सकता | विश्वका हित-चिन्तन यथार्थमै अपना ही हित- 
है; क्योंकि वह उस विश्वका वासी है, जिसका हित-चिन्तन क्र 
कर रहा है । नादत्तसुपतिष्ठते-यह ईश्वरीय निय 
अव्याहत है | जो दिया, वही मिलेगा | एक पौराणिक उप. 
ख्यानमें बताया गया है कि एक समय परम भागवत अस्बरीः 
महाराजकी पुत्री श्रीमतीसे विवाह करनेके लिये परस्पर अनिष्ट | 
चिन्तन करते हुए श्रीनारद तथा पर्वत ऋषिने अपनेको बानर 
परिणत कर लिया था । इसलिये संतशिरोमणि भगवदीय प्रह्मदक 
जगतूके मानवोंसे आग्रह है---ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिष 
थिया |? जगतूका कल्याण चाहना सबसे बड़ी भगवत्सेवा है| 
अतः विश्व-हित-चिन्तन मानवका परम कर्तव्य ही है । 
सानवका तीसरा मानसिक कर्तव्य श्रद्धा है । श्रद्धा 
ही नाम आस्तिकता है | श्रद्धाका निर्वचन करते हुए निरत्तग 
महर्षि यास्कने “श्रत्‌ इति नामवत्‌ धानात्‌ श्रद्धा! कहा है। 
अर्थात्‌ जिन सद्‌ वस्तुओंका अनुभव या साक्षात्कार झाकत 
नहीं हो सकता, उन वस्तुओंको जो शक्ति ग्रहण करती है 
उसे श्रद्धा कहते हैं । “श्रद्धा अगस्य मूर्धनि? इस ऋचां 
अद्धाके माहात्म्यका वर्णन है | श्रद्धा सब ऐश्वर्योंका मूल-काण | 
है | धश्रद्धया मनृतेघात्‌” इस ऋृचामें श्रद्धा ( आस्तिकता) 
को अन्तके विनाशका कारण माना गया है | “नास्ति कर्म, नासि 
कर्मफलम्‌, नास्ति आत्मा, नास्ति परलोकः, नास्ति इश्वरः 
यह नास्तिकोंका सिद्धान्त है, जो लोक-संग्रहमे सर्वथा अनुपयुक्त 
ही है । यह सिद्धान्त अकर्मण्यता, उच्छुङ्कलता, अशागर्त 
आदिका पोषक है तथा कुपथमें प्रतत होनेका मूल कारण है 
जिसका फल विनाश है | 'दुर्छभो हि झुचिर्नरः? इस सिद्धान्त 
मानवको श्तरःभयसे चरित्रवान्‌ नीतिमान्‌ तथा शील 
नहीं बनाया जा सकता | केवल शास्र-मय ही मानवको नीति 
शील तथा चरित्रवान्‌ बनानेमें समर्थ हो सकता है | 
मान्यता भी अन्ततोगत्वा श्रद्धा ( आस्तिकता ) पर थै । 
प्रतिष्ठित है । आस्तिकता ही एक ऐसी बस्तु है, जो मावी 
विलासिताकी ओर जानेसे रोकती है एवं कर्तव्यः 
प्रेरणा देती है । हृदयसे आस्तिक मानव ही किसीको भो 
नहीँ दे सकता, किसीकी वस्तु चुरा नहीँ सकता; कि 


ह है। 


क्र 


क चेतावनी * 








हिंसा नहीं कर सकता; उत्कोच ( रिश्वत ) नहीं ले सकता 
और किसीसे इ्या-द्रेष नहीं कर सकता । विश्वमै आजकल 
हार्दिक आस्तिकता बहुत ही कम मात्रामै रह गयी है । विश्व- 
का बहुमत आज आस्तिकताका अमिनयमात्र ही कर रहा 
इतिहास इसका प्रमाण है कि यह अभिनीत आस्तिकता 
ही नास्तिकताके प्रसारमें मुख्य कारण हुई है । सही, सच्ची 
हार्दिक आस्तिकताके साथ विश्वका कोई भी उपासना-मार्ग 
( सत ) जीवको कल्याण, शान्ति एवं निर्वाण देनेमे समर्थ 
हो सकता दै, किंतु अभिनीत आस्तिकताके साथ-साथ उत्तम- 
सेउत्तस उपासना-माग ( मत ) भी मानवके कल्याण एवं 
शान्तिका कारण न होकर दुःख एवं अशान्तिका कारण बन 
जाता है | इस प्रच्छन्न-नास्तिकताने मनुष्यके मत--दराग्रहके 
साथ सम्मिलित होकर कितने ही निरपराध प्राणियोंके प्राण 
लिये हैं, विश्वमै अशान्ति, कलह, घृणा आदि दुर्गुणोके 
फेलानेमै प्रबल सहयोग दिया है; अतः जगतूके अभ्युदय, 
सौमनस्य, सुख-समृद्धि एवं शान्तिके लिये मानवका श्रद्धा 
( आस्तिकता ) से सम्पन्न होना परमावश्यक है | इस विवेचन- 
भी सिद्ध होता है कि “धर्म? राष्ट्र तथा मानव-उन्नतिके 


७९ 








लिये अभिशाप नहीं, वरदान है; किंतु वह “धर्म? हो; धर्मा 
भास नहीं । यह तो मानव-बुद्धिकी ही दुर्बलता है कि वह 
अधमको ही धर्म मान ले और उसके द्वारा होनेवाले मानव 

था राष्ट्रकै अकल्याणको धर्मजन्य समझकर उसपर अश्रद्धा 
करने लगे, एवं राष्ट्रको घर्मरहित राष्ट्र बनानेका यत्न करे | 
इस प्रकार अदत्तादान, हिंसा, एकपत्नीव्रतका भङ्ग, क्रूर-वचन, 
असत्य-भाषण, पेझुन्य, असम्बद्ध-प्रलाप; परद्रव्येच्छा, अनिष्ट- 
चिन्तन, नास्तिकता--ये दस त्याग करने योग्य और दान, 
परित्राण, सेवा, प्रियवादिता, हितवादिता, सत्यवादिता) 
स्वाध्याय, संतोष, जितेन्द्रियता एवं श्रद्धा--ग्रहण करने योग्य हैं | 
ये मानवधर्मकी बीस मर्यादाएँ हैं, जिनके पालनसे मानवताकी 
बृद्धि होकर दानवताका संहार हो सकता है। पहली १० 
मर्यादाएँ हेय हैं | अन्तकी १० मर्यादाएँ उपादेय हैं | इनका 
यथार्थ पालन करनेवाला सही अर्थमे आस्तिक और सच्चा 
मानव है । 

“मानवधर्म?को ही सनातनधर्म कहते हैं, जो प्राणिमात्रके 

अभ्युदय) सुख और शान्तिका संविधान है | इसका पालन 
तथा प्रसार करना मानवमात्रका पूर्ण कर्तव्य है | 


| चेतावनी | 
५ ( रचयिता)--स्व० योगिवर्य महाराज चतुरसिंहजी ) पु 
० nl 
$ पर घर पग नहि मेळणों, विना मान मनवार। र 
गन अंजन आवे देखने सिंघळ रो सतकार ॥ १ ॥ रन 
२ मिळे. मोखळा मनख पण मिलै न सनखाचार | | 
७ फोगट फोनाग्राफ ज्यूँ बाता रा बेबार॥ २॥ 1 
4 संगत रंगत नी फरे? पण गुण जाय गमाय। ८ 
NY बोइज लोई आपणा, गंधे माकड माय॥ ३॥ र 
न मक्या ज्यूँ ही मनखने, जग-झाळामें शोक। न य 
द्नरा दाणां बीणने, ड्रॅडयो देवे फॅक॥ ४॥ 
कई काठने किस्त दे, किस्त काळ री टाळ। 
झूठी बाजी जीत नेश मनख जनम मत हार ॥ ५ ॥ 
शान उडंत लगायने मंत्री मोह निपात। 


ERE 


योग अनोखी चाल सू, मनने करदे मात॥ ६॥ 


( प्रेषक- श्रीजगदीश मीडंर ) 


“क्ली 


के: मानव वही जो सार्थं तज होता पथिक परमार्थका % 








भगवान्‌ श्रीराम 

'महाराजने मुझे दो वरदान देनेका वचन 
दिया और मैने मागा; किंतु महाराजका तुमपर 
इतना स्नेह है कि वे अपने मुखसे तुम्हें वन जानेको 
कह नहीं सकते ।? उस दारुण रात्रिके दारुण प्रभातमें 
जब महामन्त्री सुमन्त्र श्रीरामको उनके सदनसे केकेयीके 
भवनमै बुला लाये और पिताको मूठित, भूळुण्ठित, 
अत्यन्त विहल देखकर श्रीरघुनाथने कारण पूछा, तब 
कैकेयीने स्वस्थ खरमै अपनी सब करतूत उन्हें सुना दी । 


“माता | आप मेरे लिये परम पूजनीया हैं | आपकी 
इच्छा ही मेरे लिये परमादेश है | पिताजी वरदान न भी 
देते तो क्या ।? श्रीराघवेन्द्रने--इसी प्रातःकाल जिनका 
राज्याभिषेक होना था, प्रसन्न चित्तसे चौदह वर्षका 
चनवास स्वीकार किया सौतेळी माताके आदेशसे । समस्त 
वक्षाभरण उतारकर वल्कल पहिने उन चक्रवर्ती सम्राट के 

राजकुमारने पिता-माताका आदेश पालन करनेके लिये | 


श्रवणङुमार 

बेटा ! तीर्थन््ान कर पाते हम !? श्रवणके 
माता-पिता दोनों अंधे । अत्यन्त वृद्ध दोनो 
तीर्थयात्रा उन दिनों सबल तरुणोंके लिये भी सुगम 
नहीं थी । देश भरमें बड़े-बड़े वन थे । वनोंमें भयानक 
प्रु थे । न सडक, न नदौ-नालोंपर पुल। वर्षांका समय 
लगता था तीर्थयात्रामें | श्रवणके माता-पिता कौन-से नरेश या 
नगरसेठ थे कि रथ, अश्व या हाथी यात्राको मिलता 
अथवा सेवक साथ चलते । किंतु तीर्थयात्राकी कामना-- 
कामना क्या स्थिति तथा औचित्य देखकर उठा करती है ? 

“जैसी आज्ञा !? पैदल एकाकी यात्रा कठिन और 
श्रबणकुमारने कॉवर बनाकर उसके पळडोंमें एक ओर माता- 
को,एक ओर पिताको बिठाया तथा तीर्थयात्रा करने निकल पड़े | 

भिक्षा माँगकर खाना ठहरा । यात्रा और माता-पिताकी 


सब प्रकारकी सेवा; किंतु श्रवणने माता-पिताको ही 
तो अपना आराध्य माना । 


माता-पिताके सेवक 


"वव 


~ 


भीष्स 
महाराज शान्तनु दासराजकी कन्यापर आसक्त हो 
गये । वह्‌ अत्याचारका युग नहीं था कि बळात्‌ कन्या 
नरेश छीन लेते | मछुओंके उस सरदारने एक बात स्पष्ट बहू 
दी--“उसकी कन्याके पुत्रको ही राज्याधिकारी बनानेका 
वचन मिले तो वह कन्या दे |! यह वचन महाराज 
कैसे दे दें | उनके पुत्र कुमार देवव्रत--उन परमप्रिय, 
पितृपरायण, अत्यन्त गुणवान्‌ गङ्गातनयको महाराज कैसे 
उनके खत्वसे वञ्चित कर दं । किंतु कामासक्ति- उस 
आधिने महाराजका शरीर क्षीण करना प्रारम्भ किया | ' 
कुमार देवत्रतने किसी प्रकार पिताकी चिन्ता जान ली | 
उन्होंने खयं जाकर दासराजसे कहा--“आपकी कन्या गेरी 
माता बनें । मुझे सिंहासन नहीं चाहिये ।? दासराजने नया 
प्रश्न किया; किंतु आपकी संतति तो स्त्व माँगेगी! 
देवत्रतने घोषणा की---'मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा । सुरंग 
सादर पुकारा- “भीष्म | भीष्म प्रतिज्ञा है यह |! और 
उसी दिन कुमार देवव्रतका नाम भीष्म हुआ | 
राजकुमार चण्ड 
जोधपुरनरेराने चित्तौडके युवराज चण्डसे अपनी राज: 
कुमारीका विवाह करनेके लिये नारियल भेजा था । परिहासं 
राणा छाखाने कहा---“अब कोई इस बूढेके लिये नारियल 
थोड़े ही भेजेगा ।? _ 
राजकुमार चण्डने सुना और वे अड गये-हँसीमें भी पिता 
ने जिस नारियलकी कामना की,वे कुमारी मेरी माता हो चुकी 
चण्ड किसी प्रकार समझाये न जा सके । प्रतान 
धमकी दी- “नयी रानीका पुत्र ही राजा होगा तै | 
चण्डने उसे सहर्ष खीकार ही नहीं किया, आजी 
ब्रह्मचयंत्रत भी ले लिया | 
वृद्ध राणा छाखाने विवाह किया और रानीको पुत्र भी 
हुआ | राणा तो गया-तीर्थकी रक्षा करने जाकर मारे ग . 
राजकुमार चण्डने अबोध छोटे सौतेले भाई मुकुङको 
खयं राजतिलक' किया और सदा 
तथा उसकी रक्षा करते रहे ! 


ओम 


माता-पिताके सेवक 


श्रवणकुमार 


भगवान्‌ श्रीराम 





राजकुमार चंड . 


देववत भीष्म 


२७ 





जज या \ 


# भानवकी समस्या ॐ ८१ 
° छा 
मानवकी समस्या 


( जगहुरु रामानुजाचाये आचार्यपीठाधिपति स्वामीजी श्रीश्रीराववाचायजी महाराज ) 





मानवका शरीर प्रकृतिकी सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है | उसकी 
कमेन्द्रियोमै क्रियाकी सामर्थ्य है और ज्ञानेन्द्रियोंमे दृश्यमान 
जगत्‌को जाननेकी सामर्थ्य | उसका मन कामना करता है 
और बुद्धि विवेचन करती है । उसका प्राण जीवनको गतिशील 
बनाये रखता है । वह जन्मता है, जवान होता है, बूढा होता 
है और मृत्युके मुखमै चला जाता है । वह जागता है । 
जाग्रत्‌-अवस्थामे उसकी इन्द्रियाँ; मन और बुद्धि कार्य करती 
रहती हैं | वह सो जाता है । सोनेपर कभी सप्नावस्थामे 
स्वप्न देखता रहता है अथवा कभी गहरी नींदमें सोता रहता 
है । जागनेपर श्रम और सोनेपर विश्राम--यही उसकी 
दिनचर्या है । जीवित अवस्थामै क्रिया और मृत्युके मुखमै 
चले जानेपर क्रियासे छुटकारा--यह उसकी जीवनचर्या है | 
उसकी लालसा सदा जीवनमै लगी रहती है । मृत्यु आती 
अवस्य है) किंतु वह मरना नहीं चाहता । जीवनमै जो कुछ 
उसे प्राप्त होता है उसे या तो वह भोगता है या उसे भोगना 
पड़ता है | कामनाएँ उसे मोगकी ओर ले जाती हैं । वह 
भोग चाहता है कामनाओंकी पूर्तिके लिये | जहाँ भोग नहीं 
मिलता अथवा इच्छाके प्रतिकूल भोग मिलता है, वहाँ तो 
कामना. बनी ही रहती हैं । जहाँ अनुकूल भोग मिलता है) 
वहाँ भी कामनाओंकी पूर्ति नहीं होती । कामनाएँ बढ़ती जाती 
हैं | कामनाओंका भार लिये वह सुखको मृगतृष्णामे भटकता 
फिरता है | सुखसे अतृप्त और दुःखसे दुखी बह अशान्तिके 
महासागरमें गोते लगाता रहता है । फिर भी सुखकी चाह 
छूटती नहीं | 
भौतिक घुखोंकी चाह मानवको कतरे हुई, यह बतानेकी 
आवश्यकता भारतके त्रिकालदर्शी ऋषियोंने नहीं समझी । 
उन्होंने वासना और परिस्थितिको इसके लिये उत्तरदायी 
बताया | अन्य कतिपय ईश्वरवादियाँने इसके लिये शैतानको 
जिम्मेदार ठहराया | फिर भी आसक्तिके लिये मानव खयं 
दोषी था । अपनी अन्तःप्रवृत्तिको ठुकराकर वह कासनाओंका 
दास बना, अपनेको देह मानकर प्राप्तकी ममतामें फँसा और 
परिस्थितिको जीवन मान बैठा । फलखरूप अशान्ति और 
इःखने घेर लिया | अप्रातके चिन्तनसे उसके जीवनका प्रवाह 
अनित्यताकी ओर हो गया । प्राप्त विवेकके द्वारा यदि मानव 
अपनी चिन्मयता तथा आनन्दके नित्य सम्बन्धका ज्ञान प्राप्त 


मा० अं० ११-- 


कर ले ओर अप्रासकी आशा त्याग दे तो नित्यजीवनमें 
उसका प्रवेश हो जाता है । प्राप्त पदार्थोके सदुपयोग और 
परिस्थितिको साधन बना लेनेसे अशान्ति दूर हो जाती है और 
आनन्दका अनुभव होने लगता है | 


मानवको अन्तःप्रबृत्ति जाग्रत्‌ हो और वह जीवनकी 
वास्तविक आवदयकताको समझ सके, इसके लिये प्रकृतिको 
अनादिकालसे कठोर साधना करनी पड़ रही है । निरन्तर 
अवाध गतिसे इस साधनाका क्रम चला जा रहा है । दिखायी 
देता है कि यह क्रम उस समयतक चलता रहेगा, जबतक एक- 
एक मानव जाग्रत्‌ नहीं हो जायगा । कितना कल्याणदायक् है 
प्रकृतिका यह प्रयास और कितनी आत्मीयता है इसमे यह्‌ 
हृदयसे अनुभवका विषय है । निश्चितरूपसे प्रकृति जड है । 
सत्त्व, रज और तम नामक उसके गुण जड हैं| प्रकृतिके भौतिक 
विस्तारमें भी जडता-ही-जडता है। समष्सि व्यष्टिके विकासमें 
प्रत्त होकर जड प्रकृति प्राणियोंमें चेतन्यताको केसे उत्पन्न 
कर सकी, इसका उत्तर न विकासवादियोंक्रे पास है और न 
हासवादियोंके पास | प्रकृति सत्‌ अवस्य है; किंतु चित्‌ नहीं 
है । इन्द्रियोंमें, मनमै, बुद्विमें भी जडता है । भौतिक 
विज्ञानने शरीरके एक-एक अङ्गका विश्लेषण करके देख लिया । 
मनोविज्ञानने मन ओर बुद्धिकी मीमांसा कर डाली | कहीँ 
चेतनका साक्षात्कार नहीं हुआ । होता भी कैसे १ पाञ्च भौतिक 
देहसे लेकर बुद्वितक सर्वत्र जडताका ही तो बिस्तार है | 
चेतन जीवात्मा इससे भिन्न है | जड साधनोंके द्वारा जड 
पदार्थका ही परीक्षण हो सकता है, चेतन तत्त्वका परीक्षण 
नहीं हो सकता । प्राणीकी चेतना प्रत्यक्ष है | विश्लेषण 
करते ही वैज्ञानिक उस चेतनाको खो देता है और उसके सामने 
रह जाता है प्राणीका शव । यह भौतिक विज्ञानी असफलता 
है । प्राणीकी चित्‌-शक्तिके परीक्षणकी बात छोड़िये । प्राणीके 


शरीरमें जो अगणित कोष ( ८९]।५) होते हैँ, उनमें भी | 


न 


चेतना रहती है | भौतिक विज्ञान तो अभीतक एक कोषकी 
चेतनाका रहस्य नहीं जान पाया । वस्तुतः चेतनका 
अनुसंधान विज्ञानकी सीमासे बाहरका विष्रय है | 

दाशनिकोंने अवश्य इस दिशामे सफलता प्राप्त की । 
मानवकी अन्तःप्रेरणामे “मै हूँ, में बना रहूँ) मै सुख भोगू? 


> १ 


. ८९ बे 





की भावनाका अध्ययन करते हुए उन्होंने चित्तच्वको खोज 
निकाला । प्रत्येक प्राणीके शरीरसे वेष्टित उन्होंने एक-एक 
चेतन जीवात्माका अनुभव किया । उन्होने देखा कि प्रत्येक 
शरीरमे भिन्न जीवात्मा है, जो जड शरीरसे सर्वथा भिन्न है । 
अनेकताके मूलमै स्थित एकताका अन्वेषण करते हुए वे 
अनन्त अपोरुषेय वेद-वाङायके अन्तस्तल वेदान्तके प्रतिपाद्य 
परम तत्त्व तक पहुँचनेमै समर्थ हुए | उन्होंने निश्चय किया कि 
प्राणीके शरीरमै विविध अज्ञों और एक अज्ञी चेतनके समान 
सम्पूर्ण चराचर जगतूका एक विश्वात्मा आंत्मा है । वह 
परम तत्त्व है, परब्रह्म है, परमात्मा है | 'अणोरणीयान्‌ महतो 
सहीयान्‌? के अनुसार वह अणुका भी अणु है और महानका 
भी महान्‌ है । 'अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌? के अनुसार 
बह्‌ सबका अन्तर्यामी है और जन-जनका नियामक है । वह 
सम्पूर्ण जगतका आधार) नियन्ता और शोषी है । वह 
सच्चिदानन्दघन है । जड प्रकृतिकी सत्ता, चेतन जीवकी सत्ता 
और चिन्मयताके आगे बढकर अध्यास्मवादियोंने जब आनन्दकी 
मीमांसा की) तब उन्होने अनुभव किया कि विश्वके कण-कणमें 
सच्चिदानन्दघन विराजमान हैं तथा चेतनके अन्तर्यामीके रूपमे 
सच्चिदानन्द मूर्तिकी स्थिति है | परमतत्त्व आनन्दमय है, रसरूप 

है । सुखकी आकाझ्का और सुखकी स्थितिका कारण आनन्द- 
मयका आनन्द है, जिसका ज्ञान होनेपर दुःखकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति हो जाती है और वास्तविक सुखकी अनुभूति होती है । 
पुराण-वाड्य़यने जगतूका वर्णन सच्चिदानन्दसे आरम्भ 

किया है | जगतूकी सृष्टि, स्थिति और छय--तीनों परम 
तत्त्वके संकल्पपर आश्रित हैं | प्रकृतिकी साधनामें जो आत्मी- 
यता दिखायी देती है; वह इसी सच्चिदानन्दघन परमात्माकी 
मङ्गलमयी भावना है, जिसके द्वारा प्राणिमात्रका हित हुआ 
करता है | संसारकी स्चनामे; संसारके पालन तथा संहारमें 
द्यामय भगवानकी दया अपना कार्य करती रहती है। 
भगवान्‌ माताके समान एक-एक प्राणीको जम्म देते हैं, पिता- 
के समान पोषण करते हैं ओर कुशल वैद्यके समान उसकी 
चिकित्सा करते हैं | यदि प्राणी इस सत्यको समझ ले तो भगवान: 
की आत्मीयताके सहारे वह अपने लक्ष्यतक पहुँचनेमें संशय- 
हीन हो सकता है | अङ्गी जीव अपने अज्ञोकी हितसाधनामें 
संलम रहता है | जीव चेतन होता है । उसके अङ्ग जड 
होते हैं | वे अपने अङ्गीकी हित-साधनाको नहीं जानते | वे 
जान भी नहीं सकते | जीवोंका अन्तर्यामी विश्वात्मा जीवोंकी 
हितसाधना करता है | चेतन होनेके कारण यदि जीव इस 





मानव बही जो सारथे तज होता पथिक परमाथका # 





ME 
तथ्यको समझ लेता है तो उसकी प्रवृत्ति अपने अन्तयमीकै 
अनुकूल हो सकती है । परमात्मा स्वरूपतः विशु है । जीवात्मा 
खरूपतः अणु है । परमात्माकी विभुताका चिन्तन करते हुए 
वह विभुताको अपना गुण बना सकता है । इस प्रकार 
भगवानक्रे स्वरूपके अनुकूल उसका गुण हो जानेपर जो 
तादात्म्यका अनुभव होता है, वह आनन्दकी अनुभूतिको 
व्यापक एबं पूर्ण बना देता है । 

प्राणीको पूर्णताकी ओर अग्रसर करनेमें प्रकृतिने जो 
योगदान किया है, वह सुष्टिक्रमके विभिन्न सगांमे स्पष्टतया 
देखा जा सकता है । वनस्पति-सर्ग, तिर्यक-सर्ग, देव-सर्ग और 
मनु-सर्ग--ये चार अध्याय हैं, जो प्राणीको क्रमशः मानवरूप- 
तक पहुँचाते हैं | सुष्टिविज्ञानकी ये चार प्रमुख कड़ियाँ हैं 
जिनमेंसे देवसर्गकी कड़ीको वैज्ञानिक अभीतक खोज नहीं 
पाये हैं । शेष तीन कड़ियोंमे भी कई छोटी कड़ियाँ हैं, जिनका 
वैज्ञानिकोको पता नहीं लग सका है । ऐसी स्थितिमें प्राप्त 
योनियोंके आधारपर सृष्टिक्रमकी संगति लगानेका साहस 
दुस्साहस मात्र है । सच तो यह है कि केवल विकासवाद 
अथवा केवल ह्वासवादके द्वारा खुष्टिक्रमकी व्याख्या नहीं हो 
पाती । दोनों वादौको अभिव्यक्तिवादके साथ मिलानेपर जो 
क्रम प्रकट होता है, उसमें सारे संदेहोंका परिमार्जन हो जाता 
है । जड पदार्थोमे विकास और हास दोनों ही कार्य निरन्तर 
चलते रहते है | दोनों कार्योके मध्य अभिव्यक्तिके द्वारा पदार्थः 
गत मौलिकता प्रकट होती रहती है । प्रकृतिके चौबीस तचो 
का विश्लेषण करते हुए जहाँ दाशनिकोंने इस मौलिकताका 
समर्थन क्रिया, वहाँ आजके वैज्ञानिक भी इलक्द्ून, प्रोटेन 
आदि मूलभूत तच्वोतक पहुँचकर इसे स्वीकार करते हैं | 
अतः वनस्पति-सर्ग तथा तिर्यक-सर्गके विविध भेदोंमें प्रत्येककी 
मोलिकताकी उपेक्षा करना उचित नहीं है | जिस प्रकार प्च' 
भूतोंके सुष्टिक्रममें आकाशके बाद वायु, वायुके बाद अग्नि) 
अग्निके बाद जळ और जलके बाद पृथ्वीका नाम आता है 
और इनके संहारक्रममे परथ्वीके बाद जळ, जलके बाद अगि) 
अग्निके बाद वायु ओर वायुक्रे बाद आकाशका नाम आता 
है तथा इन पाँचों भूतोंकी मौलिकतामें अन्तर नहीं पड़ता 
उसी प्रकार विकासवाद और हासवादका अभिव्यक्तिवादके 
साथ सामञ्जस्य किया जा सकता है | 

वस्तुस्थिति तो यह है कि भौतिक विज्ञानके विद्वान. खयं 
विकासवादमें संदेह करने लगे हैं और ऐसा संदेह करणेके 
लिये उनके पास तर्क भी हैं | दूसरी ओर प्रत्यक्ष प्रमाण 


ॐ मानवकी समस्या * ८३ 





arses neers eR 


अभिव्यक्तिवादका समर्थन करता जा रहा है । ऐसी स्थितिमें 
(मानव मनुकी संतान है? यह न माननेमें कोई कारण नहीं 
दिखायी देता । भारतका सम्पूर्ण प्राचीन वाडय़य़ इस प्रश्नपर 
एकमत है | मिसन, वे्ीलोन, सीरिया, चालििया, जूडिया, 
फारिस) अरब; ग्रीस, चीन आदि संसारके सभी देशोमे जल- 
छावन और मत्स्यावतारकी जो अनुश्रुतियाँ उपलब्ध होती हैं, 
उनसे भी विवस्वान्से मनु और मनुसे मानवका जन्म सिद्ध 
होता है । 

वनस्पति-सर्ग और तिर्यक-सर्गका मनुष्यकी शरीर-रचना- 
के साथ तुलनात्मक अध्ययन करनेपर प्रकट होता है कि 
वनस्पति-सर्गका मूल नीचेकी ओर है तथा मनुष्यका मूल 
ऊपरकी ओर । बनस्पतिका मस्तिष्क भूमिमें रहता है और 
मनुष्यका शरीरके सर्वोच्च भागमें | वनस्पति और मनुष्यका 
मेरुदण्ड खड़ा-खड़ा है | तिर्यक्‌-सर्गका मेरुदण्ड पड़ा-पड़ा 
है । भौतिक विज्ञानने इस भेदका रहस्य बता दिया है । 
पार्थिव पदार्थांका आकर्षण-केन्द्र है--प्रथ्वी; और भूपिण्डका 
आकर्षण-केन्द्र है-सूर्य । चेतनाका सर्वप्रथम उदय वनस्पति- 
सर्गमें हुआ | वनस्पति धरतीसे उपजी । वनस्पति-सर्गं अन्तः- 
संज्ञ है | वह तमोगुणसे अभिभूत है | उसकी जीवनीशक्तिका 
केन्द्र जड ( मूल ) में है | तिर्यकसर्ग ससंज्ञ है | वह रजो- 
गुणसे अभिभूत है । मानव-घर्मगाखमै कहा है-- 

भूतानां प्राणिनः श्रेष्टाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः ` " ` ` 

आशय यह है कि भूतों ( जड पदार्थों ) से प्राणी 
(चेतन प्राणी ) श्रेष्ठ हैं | इन प्राणियोंमें वे श्रेष्ठ हैं, जिनमें 
बुद्धिकी प्रबलता दिखायी देती है । जैसे कृमियोंमे सप, कीटोमे 
भ्रमर, पक्षियोमें चक्रवाक) शुक तथा पशुओँमें गज-अश्व 
आदि । इन बुद्धिमान्‌ प्राणियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं--मानव । 
कारण अन्य, प्राणियोंकी अपेक्षा उसकी बुद्धि सूर्यसे विशेष 
प्रभावित हो जाती है | जबतक प्राणी मानवका शरीर धारण 
नहीं करता, प्रकृति अपना नियन्त्रण कठोर रखती है | मानव- 
का शरीर धारण करते ही प्रकृति उसकी बुद्धिको सूर्यामिमुख 
कर अपना नियन्त्रण स्वयं शिथिल कर लेती है | वेवखत 
मनुका जन्मदाता सूर्य बुद्धिका अधिष्ठाता है । ऋषि:प्राणोंका 
निवास इसी बुद्धिम रहता है । यदि मानव ऋषिःप्राणोकी 
सहायतासे इन्द्रिय-दष्टिके बदले बुद्विःदष्टिको अपना ले और 
तदनुसार ब्यबद्दार करने ढगे तो मानबताका पथ प्रशस्त 
हो जाता है । 


eee 


भारतीय इतिहाससे प्रकट है कि मानबर्मे मानवताकी 
प्रतिष्ठाके उद्देश्यसे ऋषियोंने वेदज्ञानका उपदेश किया और 
अपने प्रयोगों एबं परीक्षणोंके द्वारा आदिःमानव- 
समाजको धर्मके अनुष्ठानके लिये प्रेरित किया । बैदिक 
विज्ञानके प्रकाशमें छोगोंने देखा कि भौतिक जगतूके 
पदार्थामे अपने तथा दूसरेके स्वरूपकी रक्षाके निमित्त 
क्रिया होती रहती है । आत्मरक्षक क्रियासे तप और 
पररक्षक क्रियासे यज्ञकी प्रेरणा मिली । व्यक्ति और 
समाजको धारण करनेवाली शक्ति कर्तव्यभूत धर्मके रूपमै 
जाग्रत्‌ हुई । ज्ञान, शक्ति, अर्थ और श्रमके सामञ्जस्ये 
वर्णधर्म तथा एतदर्थ योग्यता-सम्पादन और उसका अपने 
लिये तथा समाजके लिये उपयोग करनेमे आश्रमधर्मकी 
प्रतिष्ठा हुई । ब्राह्मणने ज्ञानके द्वारा, क्षत्रियने रक्षाके द्वारा, 
वेश्यने अर्थके आदानःप्रदानद्वारा तथा शूद्रने श्रमके द्वारा 
समाजकी सेवाका उत्तरदायित्व ग्रहण किया । ब्रह्मचर्य- 
आश्रममै योग्यताका सम्पादन तथा गहस्थ-आश्रममें योग्यताका 
उपयोग किया जाने लगा । वानप्रस्थ-आश्रममे पारमार्थिक 
साधना और संन्यास-आश्रममें उसका समाजहिंतमे उपयोग 
किया जाने लगा । पुरुपार्थ-चतुष्टयके 'अर्थ' और “काम? 
पर “धर्म! और 'मोक्षरका सम्पुट लगा और जीवनका ध्येय 
“अभ्युदय? से लेकर “परम श्रेय'तक मान लिया गया | इस 
प्रकार आदि-मानव-समाजमें समाज-विधानकी जो प्रतिष्ठा हुई, 
उसमें शरीरकी सम्यक कृतिसे कला और सभ्यताका, वाणीकी 
सम्यक्‌ कृतिसे भाषा और साहित्यका तथा मन और 
बुद्धिकी सम्यक्‌ कृतिसे ज्ञान-विज्ञानका प्रादुर्भाव हुआ । 
सबकी सम्मै मानव-संस्कृतिके दशन हुए । 


मारतभूमि और उसकी जलवायुके वैज्ञानिक परीक्षणके 
साथ भारतीय वाडझयमे वर्णित मातृभूमि और विरादरूपकी 
भावनाका अनुशीलन करनेपर प्रमाणित होता है कि भारतके 
झिरोमागमें ही आदि-मानव-समाजका जन्म हुआ ओर 
मानव-संस्कृतिका जीवन लेकर मनुष्य यहाँसे विश्वके दूसरे 
देशम गये । कितने तथ्यपर्ण है भगवान्‌ श्रीकृष्णके ये शब्द-- 
महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ 
(गीता १०।६ ) 
आशय यह कि सप्त ऋषियों और चार मबुओसि इस 
सम्पूर्ण संसारकी प्रजा उत्पन्न हुई है | कहना न होगा कि 
विश्वके प्राचीन इतिहासका जितना शोध होता जाता है, 


६७ ~ Fo € त 
८४ > मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमाथका + 





उतना ही विश्वके मूलमे एक मानव-समाजका भाव पुष्ट होता 
जाता है । 

जैसे-जेसे मनुष्य विश्वके अन्य देशोमे फेलते गये, एक 
सानव-समाज देराभेद्‌, भाषाभेद, आचारमेद आदिके कारण 
अनेक भेदोमे विभक्त होता गया । एकता अनेकतामै परिणत 
हो गयी । किंतु अब वैज्ञानिक आविष्कारोके द्वारा अनेकता 
पुनः एकताकी ओर अग्रसर हो रही है | यह शुभ लक्षण 
है । कायिक) वाचिक एवं मानसिक सम्यक्‌ कृतिके द्वारा 


+ 
यदि इसको पुष्ट किया गया तो सम्पूर्ण विश्वके मानव पुन 
मानवसंस्कृतिसे संस्कृत होकर अपनी मौलिक एकताका 
साक्षात्कार कर सकेंगे । एक मानवरराष्ट्रके लिये एक मानव- 
संस्कृतिके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीँ हो सकता | एक 
एक सानवके अभ्युस्थानका भी यही साधन है । संस्क्ृतिनिए 
मानब शान्त ओर सुखी होगा ओर उसकी मानवता विश्वके 
उत्पीडित और अशान्त मानवोंके लिये शान्ति और सुखका 
मार्ग-दर्शन करा सकेगी | 


— SO — 


शिष्टाचारात्मक मानवता 


( रेखक--स््ामीजी श्रीश्रीपुरुषोत्तमाचार्यं रङ्गाचायजी महाराज ) 


मानवमै शिष्टाचारात्मक मानवताका विकास होना भी 
विश्वमे विधानके आदिनिर्माता भगवान्‌ मनुने परमावश्यक 
माना है । उनके मतमै शिष्टाचारसम्पन्न होना ही शिक्षित 
होना है । शिष्टाचार ही मानवसे आसुरी दुगुंणोको निकारता 
है और उसमें शुणोंको उत्पन्न करता है । मनुद्वार कथित 
शिष्टाचारात्मक मानबताका स्वरूप निम्नलिखित है-- 
१-माता, पिता आचार्य, ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ भगिनी) 
सास, ससुर) मातृपितूकुलके अन्य बृद्ध पुरुषौका प्रणामादिसे 
सम्मान करना । 
२-देश, राष्ट्र एवं विश्वके विद्वानोंका आदर करना | 
३-सम्पन्न, कुलीन; प्रतिष्ठाप्राप्त सम्भावित जनोका सत्कार 
करना तथा उनसे सहयोग बनाये रहना । 
४-समाजके शिष्ट पुरुषोके गुणोंका, उनके उदात्त 
आदेशोका ही अनुगमन करना, उनके मानवसुलभ दोषोंकी 
न तो समालोचना करना एवं न अनुकरण ही । 
५-यदि कोई विद्वान्‌) कुलीन; सम्पन्न एवं भद्र पुरुष घरपर 
आवें तो तृण ( आसन ); जळ, मधुर वाणी एवं भद्रव्यवहार 
आदिसे उनको पूर्ण संतुष्ट रखनेका यत्न करना | 
६-यदि कोई भारवाही भार ढोनेमें असमर्थ हो तो उसे 
सहयोग देना | 
७-अनाथ) पीडित; दुखी एवं दरिद्री आदि असमर्थ 
व्यक्तियोकी तन, मन तथा धन आदिसे यथाशक्ति 
सहायता करना । 
८-अपने सम्मान्य पुरुष तथा पूजनीय ( पूज्य ) माता 


आदि स्त्रियोके सामने बहुत विनीतभावसे तथा विनययुक्त 
वाणीसे उपस्थित रहना । 


९-अन्ध) बधिर, कुब्ज, वामन; षण्ढ) मूक) विक्कताङ्ग 
एवं उन्मत्त आदिका कभी उपहास न करना । 


१०-शरीरको मोडते न रहना । 

११-चक्षु, नासिका, मुख, हाथ-पैर आदि अवयवो 
विकृत कुचेष्टाएँ न करना | 

१२-छोटी उम्रके बच्चोसे मित्रता न करना । 

१३-निष्प्रयोजन अट्टहास न करना | 

१४-स्त्रियौसे विवाद न करना | 


१५-अशुभ; अश्लील, त्रुटित, स्खलित, उददण्डतापूर्ण एवं 
असभ्य भाषाका प्रयोग न करना । 


१६-मस्तक टेढ़ा करके, पॉवपर पॉव रखके) दोनों पराको 
छातीसे लगाकर) घुटने टेककर, लंबे पसारकर, हाथोसे ग्रन्थि 
लगाकर) अंशुलियोंको मोड़कर, दोनों हाथोंको दण्डवत्‌ खडा 
करके मिलाकर न बैठना | 

१७-शिष्ट पूज्य पुरुषोंकी भर्त्सनापर भूलकर भी उन्दै 
उद्दण्डतापूर्वक उत्तर न देना | 

१८-मोजनके समय झुँझलाना, चिड्चिड़ाना, बात 
बातपर बिगड़ जाना और क्रोधावेशमें आकर मोजनकी 
तिरस्कार कर देना, भूमिपर पेर पटक-पटककर चलना! 
श्रभङ्गीको विकृत कर लेना एवं अवाच्य वाणीका प्रयोग 
करना आदि-आदि असभ्यतासूचक, विनयवर्जित एव 
अमाङ्गलिक महादोंषोंसे बचते रहना | 


ॐ शिष्टाचारात्मक मानवता > 


१९-दुएं) हीनाचार; पतित, भृत्यवर्ग, उन्मत्त, मद्यप; 
क्रोधी, लोभी; नास्तिक, स्त्रीवरावतीं एवं स्नेहातिविह्ृळा माताकी 
संतान आदिसे सम्पक न रखना । 

२०-गर्जन-तर्जनपुरस्सर लड़ते हुए सॉड़ोंकों देखने न 
दौड्ना । 

२१-श्र्द्खला तुड़ाकर भागते हुए हाथीको देखने न 
दौड्ना । 

२२-कलह करते हुए कुट॒म्बि्याकी चर्चामै हस्तक्षेप न 
करना । 

२३-पागल मनुष्यकी ओर दृष्टि जमाकर न देखना; 

२४-पाकशाला, शयनग्रह? गमनागमन-मार्ग, अग्निस्थान, 
जलस्थान, अतिथिशाला) धर्मशाला, व्याख्यानमवन, 
पाठशाला, वापी, कूप, तड़ाग, देवमन्दिर, दिव्य वृक्ष, 
पथिकमार्ग एवं श्मशान आदि स्थानोमे उपेक्षासे अमेध्य 
पदार्थ ( कूड़ा-कचरा ), विषेली ओषधियाँ, बासी भोजन; 
कफ, थूक, लार एवं पीक आदि न डालना । 


२५-सर्प+ हिंसक पशु-पक्षी, कीट एवं शास्त्र आदिसे 
विनोदपूर्वक क्रीड़ा न करना | 

२६-अपनी स्वार्थ-सिद्विके लिये चाटुकार न बनना | 

२७-दूसरेके दोषोंकी समालोचना न करना । 

२८-पाखण्डी, कुकर्मी, धर्मध्वज) बकवृत्ति; शठ) धूर्त; 
कुतर्की, अश्रद्धाढ एवं संशयात्मा आदि असद्‌ व्यक्तियौका 
सत्कार न करना । 

२९-केश) नख, इमश्रुको कटवाकर सदा स्वच्छ वेश- 
भूषासे युक्त रहना । 

३०-विभवर होनेपर जीण एवं मलिन वस्त्रोको न 
पहिनना । 

३१-मार्गमै, राखपर, गोझालामेंश विदीर्ण भूमिमें, 
दीमकके स्थानमेंश देवालय-भूमिमें, प्राणियुक्त गड्डीमें। चलते- 
चलते, खड़े-खड़े; नदी-तीरपर एवं पर्वतकी चोटीपर मलः 
मूजका त्याग न करना । 

३२-सोते हुए श्रेष्ठ पुरुषको न जगाना | 

३३-व्याधिग्रस्त ग्रामर्मे न रहना | 

३४-वे्यञ्चन्य ग्राममें रहना । 

३५-विधर्मियाके पड़ोसमे न रहना | 

३६-गदहे गाय) बैल आदिकी पीठपर न बैठना | 


८५ 




















३७-उच्छिष्ट-मुँह इधर-उधर न फिरना । 

२८-नखोसे तृणोच्छेदन न करना । 

३९-ग्रासको आधा-आधा ही काटकर न खाना | 

४०-पेरके अँगूठेसे भूमिको न कुरेदना । 

४१-दाँतोसि नखोको न काटना, यह कर्म दुर्गुणोंका 
मूल है | जो मानव इस कर्मको करता है, वह सर्वथा शीघ्र 
नष्ट हो जाता है। 

४२-हाथसे अङ्गौका ताडन न करना । 

४३-आवेदामे शीघ्र चपलतापूर्वक अनर्गल वाणी न 
बोलना । 

४४-हाथ-पैरांको मलिन न रखना । 

४५-बालोको रूखा न रखना । 

४६-चुटकी, ताली, सीटी न बजाना | 

४७-सख्री, सम्पत्ति एवं भोजन--इन तीनोमें सदा संतोष 
रखना । 

४८-विद्या, दान तथा अध्ययन--इन तीनों कममे कभी 
संतोष न रखना | 

४९-अपने स्वाध्यायकर्मम बाधा उत्पन्न करनेवाले लौकिक 
कर्म) अर्थपरिग्रह) सम्बन्ध) मैत्री आदि सब कुछ छोड़ देना । 

५०-बुद्धिवर्धक इतिहास; पुराण) धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र? 
अर्थशास्र, दर्शनशास्र, कठाशास्त्र; लौकिक व्यवहारशास्त्र 
एवं आयुर्वेद आदि-आदिके ग्रन्थौंका समय निकालकर अवश्य 
अवलोकन करना । 

५१-नबीन धान्य, नवीन वस्त्र, नवीन आभूषण एवं 
नवीन परिग्रहोंको मङ्गल सुहूतमे इष्टदेवताके समर्पण करके 
उपयोगमें लेना । 

५२-वेदविध्या-त्रती, स्नातक) श्रोत्रिय एवं सद्गहृस्थ 
आदिका हव्य-कव्य आदिसे सत्कार करना | 

५३-अपनी संचित अर्थ-सम्पत्तिका यथाशक्ति सुविधानुसार 
परार्थ एवं परमार्थके कायाँमें भी उपयोग करना | 

५४-उदित होते हुए सूर्यश अस्त होते हुए सूर्य, दपण- 
जलादिमें प्रतिबिम्बित सूर्य, ग्रहग्रस्त ( ग्रहणकालके ) सूर्य तथा 
मध्याह्के सूर्यको न देखना | 

५५-इन्द्रघनुष दूसरेको न दिखलाना | हु 

५६-गोवत्स ( बछडे ) तथा तन्त्री ( रस्सी ) को न छाघना। 

५७-पानी, तेल एवं पङ्क ( कीचड़ ) में अपनी परछाई 
न देखना | 


€ ES 
८६ ओ मानब बही जो स्वाथे तज होता पथिक परमाथका # 


त णाल 








५८-सामने मिली हुई गौ, ब्राह्मण, घृत; दुग्ध, मधु, 


चौराहे, कदलीबृक्ष ( केला ), अश्वत्थ (पीपल), वट; बिल्व, 
तुलसी; उदुम्बर ( गूलर) आदि-आदि दिव्य ३क्षौंकी परिक्रमा 
करके आगे बढना । 


८१-अमिसै पैर न तपाना । | 
८२-दूसरेके पहने हुए वस्त्र, जूता, माला, यशोपवीत | 
[दिको ~ ) ६ 
आभूषण आदिको न पहनना । 


५९-अग्निको अपने मुँहकी हवासे प्रज्वलित न करना | 
६०-अभि, दर्पण; पुस्तक, भोजनदद्रव्य, शय्या; 
आसन एवं पात्र आदिको न तो पैरसे छूना एवं न इन्हें 
लाँघना । 
६१-पानी पीती हुई, घास खाती हुई गायको न 
भगाना, खेतमै चरती हुई गायको न बताना | 
६२-अञ्जलिसे जल न पीना । 
६३-कासी, सोने एबं चाँदीके बरतनौंको पैरसे न 
ठुकराना । 
६४-उदय हुए सूर्यकी धूपका सेवन न करना | 
६५-चिताधूमसे अपने-आपको बचाना । 
६६-किसीकी उतरी हुई माला न पहनना । 
६७-पहिनी हुई मालाको हाथसे न खींचना । 
६८-कभी जुआ न खेलना । 
६९ वर्षाकालमै न दौड़ना । 
७०-अपने जूते हाथमें लेकर न चलना | 
७१-अद्वारसे ग्राम तथा घरमै प्रवेश न करना ।. 
७२-हारथौसे नदी पार करनेका दुस्साहस न करना | 
७३-दोनों हार्थोसे सिर न खुजलाना । 


७४-क्षत्रिय) सर्प एबं बहुश्रुत ब्राह्मणका अपमान न 


करना । 
७५-कूप एवं नदीतटपर विश्राम न करना, कूपका 
उलङ्घन न करना एवं उसमें झुककर न देखना | 
७६-अंघे) बहरे, कुबडे; बौने, षण्ढ) पशु, स्री; बालक) 
स्नातक, राजा एबं ब्राह्मण आदिको मार्ग देकर स्वयं हटकर 
चलना । 
७७-गन्धशूत्य, उग्रगन्ध एवं रक्तपुष्प आदिकी माला न 
पहनना । 
७८-मैले एवं फूटे दर्पणमें मुख न देखना | 
७९-भोजन करती हुई, वस्न पहनती हुई, काजल और 
विन्डु लगाती हुई; आभूषण पहनती हुई) सोती हुई, बिनोद 
करती हुई एबं नम ज्लीकों देखना | 
८०-हार्थोंसे ढेछा न मसळना और न डछाछना | 


८३-अधिक समयतक पर्वतीय स्थानोंमे न रहना | 

८४-नाच-गानमै विशेष आसक्ति न रखना | 

८५-अप्रिय भाषण न करना | 

८६-एकान्तमें स्त्रियौसे सम्भाषण न करना | 

८७-स्त्रियीका भूलकर भी अपमान न करना । 

८८-वच्चौके सिरपर कमी न मारना । 

८९-देवता, ब्राह्मण, शास्त्र, गुरु» सम्मान्य पुरुष एवं 
महात्माओकी निन्दा, मीमांसा तथा समालोचना न करना | 

९०-किसीके वैभवको देखकर ईर्ष्या न करना | 

९१-परणुणाँकी विस्तारसे सच्ची स्तुति करना । 

९२-अपने अपमान) शुष्क वेर तथा विवादको 
छोड़ देना । 

९३-सत्यमाषण तथा भद्रभाष्रण करना । 

९४-एक कपड़ेसे ज्ञान न करना और नग्न खान? 
करना । 

९५-वायु) अग्नि) ब्राह्मण, जल और गो- इनको देखते 
हुए मळमूत्रका कमी भी विसर्जन न करना; क्यो 
इनके देखनेसे ज्ञानपर विपरीत परिणाम होता है और उस 
प्रज्ञा नष्ट हो जाती है । 

९६-संध्याकालमे भोजन, चंक्रमण) शयन तथा छीगमत 
न करना । ; 

९७-रात्रिमै बृक्षकी जड़ोंके पास न रहना तथा न सोना | 

९८-शय्यापर, हाथपर एवं आसनपर भोजनपात्रगी 
रखकर भोजन न करना । 

९९-नम् होकर न सोना, चलते-फिरले न खाना । 

१००-हाथ-पैरकी चपलता, नेत्रकी चपलता; वाणीकी 
चपळता, मनकी कुटिलता तथा दूसरौंका अपकार करनेकी बुद 
न रखना; जलमै न थूकना, बार-बार न थूकना) सत्या १ 
सदाचार और पवित्रतामें सदा लगे रहना | 

वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । 

वेषवाग्वृत्तिसारूप्यमाचरन्‌ विचरेदिह ॥ 

वय, कर्म) वित्त» शास्त्र, कुल, वेष ( बाने )) दिये ह 
वचन तथा जीविकाके अनुकूल आचरण करतां हु 
जगत्में निर्द॑न्द बिचरे |? 


PR pe 


न नया 


** मानकसाकी रक्षाके लिये धर्मकी आवचयकता # ८७ 











मानंवताकी रक्षाके लिये धमकी आवश्यकता 


( लेखक--स्वामीजी श्रीविशुद्धानन्दजी परिव्राजक महाराज ) 


मानवके जिस कर्तव्यपालनमै मानवताकी रक्षा और 
विश्वका कल्याण संनिहित है, उस कर्तव्यको “धर्म” तथा उसके 
विपरीत व्यवहारको “अधर्म? कहा जाता है । वेशेषिक दर्शनमें 
महर्षि कणादने धर्मका लक्षण बतलाते हुए कहा है-- 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धरमः। 

“जिस सदाचारके पालन करनेसे मानवको छोकमें 
अभ्युदय और परलोकमें परम कस्याणरूप शाश्वत सुखकी 
प्राप्ति होती हैं; वही धर्म है ।? महर्षि कणादके कथनसे यह सिद्ध 
हो जाता है कि जो धर्मके अज्ञ--यज्ञ) दान और तप आदि 
साधन हैं; जिन साधनोंका अनुष्ठान करके मानव पवित्र हो 
जाता है-- 

यज्ञो दानं तपरचैव पावनानि मनीषिणाम्‌ । 


12 


उन सदाचरणौका परित्याग मानवको कभी भी नहीं 
करना चाहिये; क्‍योंकि धर्मपालनसे मानवताकी रक्षा होती 
है । मानव-प्रकृति स्वभावत; निर्बल होती है और मनुष्यको यदि 
धर्मका अवलम्ब प्राप्त न हो तो वह सांसारिक प्रलोभनमें 
पड़कर अधर्म करने लगता है, अर्थात्‌ मानवका अन्तःकरण 
रागःद्वेषसे दूषित हो जाता हैं | अन्तःकरणके कछुत्रित हो जानेसे 
धर्माचरणमें प्रवृत्ति नहीं होती और वह “मानव” भौतिक 
सुखोंके तात्कालिक प्रलोभनोंमे पड़कर धर्माचरणका पावन 
अवसर हाथसे खो देता है । तत्पश्चात्‌ जब उसे उन 
पदार्थामै आपात-रमणीयता प्रत्यक्ष भासने लगती है, तव वह 
पश्चात्ताप करता है कि हाय | मैने अपनी अविचारशीलतासे 
धर्म करनेके अवसरको खो दिया और इन भौतिक सुखोंको 
भोगनेमें भी कुछ हाथ नहीं लगा, अपितु इन्द्रियोक्री शक्तिको 
व्यर्थम व्यय करके अधर्मका मागी वन बैठा | इस प्रकार 
पश्चात्तापके उपरान्त मानवको अधर्माचरणसे उपेक्षा हो जाती 
है और वह मानवताकी रक्षाक्रे लिये निर्श्रान्त होकर धर्मका 
अवलम्ब ग्रहण कर लेता है । 

महर्षि पतञ्जलिजीने मानवताकी रक्षाके लिये मानवमात्रको 
धर्माचरणका आदेश देते हुए कहा है कि संसारमै चार 
प्रकारके प्राणी पाये जाते हैं--कोई सुखी, कोई दुखी, 
कोई धर्मात्मा और कोई अधर्माचरणी होते हैं । उपर्युक्त 
चार प्रकारके प्राणियोंमे क्रमश; मैत्री) करुणा, मुदिता और 


उपेक्षाकी मावनाद्वारा जब मानव अपने अन्तःकरणको 
पवित्र कर लेता है, तब वह शास्त्रानुमोदित धर्म-पालनमें स्थित 
हो जाता है। वह जानता है कि सुखी प्राणियोंक्रे साथ मैत्री दुखी 
प्राणियोपर करुणा, धर्माचरणियोंके प्रति मुदिता और अधर्मा- 
चरणियाँसे उपेक्षाका भाव रखनेसे मानवताकी रक्षा हो 
सकती है-- 
मैत्रीकरुणामुदितो पेक्षाणां 

विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ । 


सुखदुःखपुण्यापुण्य- 


इस प्रकारकी भावनाद्वारा मानव अपने-आपको प्रगतिके 
पथपर अग्रसर करता है, जिससे उसके अन्तःकरणमै उत्पन्न 
हुई ईर्ष्या और असूया आदि असद्भावनाएँ चित्तवृत्तिको 
मलिन नहीं बना पातीं । मानवकी चित्तवृत्ति जबतक निर्मल 
बनी रहती है, तभीतक वह धर्म-पालनकी आवश्यकता 
समझता है । महर्षियोंने जव देखा कि मानवताकी रक्षा 
धर्मपालनसे ही हो सकती है, तव उन्होने तपद्वारा सदाचारको 
ग्रहण किया--ऐसा मनु महाराजका कथन है । 
एवमाचारतो दृष्टा धर्मस्य सुनयो गतिम्‌। 
सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥ 
मानवके कर्तव्योंका मूल मम्त्रत्राह्मणात्मक सम्पूर्ण 
वेद है । वेदके ज्ञाता महपियोने स्मृति आदि धर्मशास्त्रोका निर्माण 
किया है, जिनमे मानवताकी रक्षाके लिये धर्मपालनकी 
आवश्यकता बतळायी गयी है ओर मानवताका पतन करनेवाले 
जो असदाचरण हैं, उनके लिये दण्ड तथा प्रायश्चित्तका 
विधान क्रिया गया है | इसके अतिरिक्त उन धर्माचायोँने 
स्वयं सदाचारका पालन करके मानवमात्रको धर्माचरण 
करनेका आदर्श सिखलाया है; क्योंकि सदाचारी साधु 
पुरुषोंद्वारा पालन किया हुआ धर्म ही अन्यो मान्वोकी 
आत्मनस्तुष्टिका कारण हो सकता है और वह आत्मनस्दुष्टिका 
साधन “धर्म” ही मानवताकी रक्षाके लिये सर्वथा उपादेय है । 
वेदोऽखिलो धमंसूळं स्टरतिशीले च तद्विदाम्‌। 
आचारइ्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च॥ 
( मनु० ) 
सानवके अन्तःकरणमे जिस आचरणसे भय, शङ्का, छजा 
और आत्मग्लानि आदिके भाव उत्पन्न न हो, उसी व्यवहारका 


८८ 


आचरण करना उचित है । कतंव्याकतंव्यकी कसौटीके 
सम्बन्धमै सदाचारी मानव अपने अन्तःकरणकी प्रवृत्तिपर 
विचार करता है-- 

सतां हि संदेहपदेषु चस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः । 

क्योकि अन्तःकरणकी स्वाभाविक प्रवृत्ति धर्माचरणकी 

ओर होती है । इसी कारण जब मानवका झुकाव असत्कर्मोंकी 
ओर होता है, तब हृदयमें भय; आशङ्का और अशान्ति 
आदिके भाव जाग्रत्‌ हो जाते हैं | यदि मानव उस समय 
हठधमीं न करे तो उससे असत्‌ कर्म नहीं हो सकता है। 
कहनेका अभिप्राय यह है कि धर्म-पालन करनेसे चित्त प्रसन्न 
होता है और अधर्ममें प्रवृत्ति नहीं होती | इसलिये जिस 
धर्माचरणसे आत्मपरितोष्र हो, उसे यल्पूर्वक करना चाहिये 
और जिन असदाचरणाके करनेसे शोक, ग्लानि तथा भय 
आदिके भाव उसन्न हौं, बुद्धिमान्‌ मानवको उनका आचरण 
कमी नहीं करना चाहिये 


यत्कमै कुवतो5स्य स्यात्परितो षोऽन्तरात्मनः । 
~ कुवेन्ति >या.) 6 
तत्प्रयत्नेन न्ति विपरीतं तु वर्जयेत्‌ ॥ 
( मचु० ) 


मानव-समाजके आदिशासक भगवान्‌ मनु हैं और 
उन्हाने सदाचारको ही परम धर्म बतलाया है-- 
आचारः परमो धमे श्रृत्युक्तः स्मातं एव च। 
वेद; स्मृति, सदाचार और अपने अन्त;करणकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति-इन चार लक्षणासे युक्त धर्मका 
प्रत्यक्ष खरूप है, अर्थात्‌ उपर्युक्त लक्षणोंवाला धर्माचरण ही 
मानवताकी रक्षाके लिये आचरणीय है । मानव इस लोकमें 
अकेला आता तथा अकेला ही यहाँसे जाता है और अकेला 
ही धर्म-अधर्मका फल भोगता है | ऐसा ही लोकमे भी देखा 
जाता है । मानवके मृत शरीरको बान्धव लोग काड और 
मिट्टीके ढेलेकी भाँति इमशानमें त्यागकर विमुख लौट आते 
हैं, एकमात्र धर्म ही उसके पीछे-पीछे जाता है । 
मृतं शरीरमुत्सज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितो । 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ 
मानवको परलोकर्म अपनी सहायताके लिये धर्मका 
संग्रह शनेः-शनैः करते रहना चाहिये; क्योंकि धर्मकी सहायता- 
से प्राणी दुस्तर अन्धकारको भेदकर तेजोमय दिव्य 
ळोकोमें प्रवेश करता है । परलोकमें सहायताके लिये माता-पिता 
नहीं रहते और न पुत्र; स्त्री तथा जातिवाले ही वहाँ पहुँच 
सकते हैं | वहाँ तो एकमात्र धर्म ही सहायक होता है। 


CS ° ०५ पर € 
*% सानव वहां जा स्याथ तज हाता पाथक परमाथका # 





त  ::: 
जसे दीमक शन:-शनेः मिट्टीकी दीवार खड़ी करती है 
उसी प्रकार मनुष्यको चाहिये कि वह किसी प्रमी क! 
न देता हुआ परलोक सुधारनेके लिये नित्य धर्मका सन 
करता रहे । पापी प्राणियोकी शीघ्र ही अधोगति होती है 
ऐसा समझकर कष्ट पानेपर भी अपने मनको अधे न 
लगाये; क्योंकि अधर्मी मानवकी प्रथम तो उन्नति होती 
हुई-्सी प्रतीत होती है परंतु कालान्तरमे वह मूल्सहि 
शीघ्र नष्ट हो जाता है । इसलिये किसी कामना, भय, को 
और जीवनलामके हेतुसे भी धर्मका परित्याग नहीं करा 
चाहिये । ये सांसारिक सुख-दुःख अनित्य हैं, शरीर भी यहाँ 
साथ छोड़ देता है, धन यहीं रह जाता है और मृत्यु भी 
सदा साथ ही रहती है; इसलिये शाश्वत धर्मका संग्रह के 
रहना चाहिये । 
अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाश्रतः। 
नित्यं संनिहितो मत्यु: कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥ 
मानवके साथ धर्मका अविच्छेद्य सम्बन्ध है, इस: 
लिये मानवताका चरम लक्ष्य धर्म-पालन ही होना चाहिये 
क्योंकि मनुजीने धर्म-पालनके मार्गको श्रेष्ठ और सरू 
बतलाया है | जो मानव धर्माचरण नहीं करता, उसको भमः 
हत्याका पाप लगता है और वह त्याग किया (मरा) हुआ ध 
उस धर्महन्ताको मारता है | इसके विपरीत धर्मःपालन 
करके जो मानवधर्मकी रक्षा करता है, वह “रक्षित धर्म? उस 
धर्मपालककी रक्षा करता है। 
धर्म एव हतो हन्ति धमो रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्धमों न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो वधीत्‌ ॥ 
कहनेका अभिप्राय यह है कि मानवमात्रको अपने 
उत्कर्षके लिये सदाचारका पालन करते रहना चाहिये । 
यह नश्वर देह किस दिन विनष्ट हो जायगा- यह निश्‍चय नहीं। 
यौवन, धन और कुठम्बी जनोंका वियोग होना भी निशित हैं 
अर्थात्‌ यह समी खिर रहनेवाले नहीं हैं | धर्म मानवर्त 
जीवनभर साथ देता और मरणोपरान्त भी वह साथ रहता थै 
इसलिये बुद्धिमान्‌ मानवको धर्मपरित्याग कभी नह 
करना चाहिये | मानव-शरीर-रचनाके उपरान्त सर्ब. 
प्रेरक परमात्माने उसे भर्म-पालनका आदेश दिया था? ईत 
लिये मानवका धर्ममय और स्वावलम्बी जीवन होता 
मानवको धर्माधर्मका पूर्ण ज्ञान होनेसे बह जानता 
धर्माचरण करनेमें कौन-कौन नियम सहायक और कौन 
से उसके प्रतिबन्धक हैं । पशुको धर्माधर्मका कुछ मी ड 





i re i जामी 


व्य. 





४ आध्यात्मिक जीवन--मानवताका ध्येय * 


OTD 





नहीं होता, इसीसे उसका जीवन सदेव अव्यवस्थित और 
परावलम्बी बना रहता है । हाँ, पशु और मानवमै प्रकृति- 
नियमानुसार शारीरिक व्यवहार- आहार, निद्रा, भय; मैथुन 
आदि समान रूपसे विद्यमान रहते हैं । धर्म-पालनकी 
विशेषता एकमात्र मानव-जीवनमै ही पायी जाती है ओर 
यदि वह धर्म-पालनकी विशेषता मानवतासे नहीं प्राप्त होती 
तो वह मानवता पशुता-सदृ ही दै । 





आहारनिद्राभयमेथुनं च 
सासान्यमेतत्प्षुमिनराणासू । 
धर्मो हि तेषामधिको विदोषो 


धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 
जिनको सानवताकी रक्षा करना अभीष्ट है, उन्हे सदाचार- 
का मार्ग अपनाना चाहिये; क्योकि सदाचार्रष्ट वेदज्ञाता 
वेदाध्ययनके फळको प्राप्त नहीं कर सकता और जो सदाचार- 
से युक्त है, वही संसारमै सब प्रकार सुखी रहता है | सदाचार- 
से दीर्घायु मिलती है, सदाचारसे अभिमत संताने प्राप्त 


oO 


होती हैं | सदाचारसे अक्षय धन प्राप्त होता है और सदाचार 


८९ 








पालन करनेसे अग्जुभ लक्षणोंका भी नाश हो जाता है | 
आचाराछभते ह्यायुराचारादीप्सिताः 
आचाराद्धनमक्षस्यसाचारो 


प्रजाः । 
हन्त्यरुक्षणस्‌ ॥ 
( मनु० ४ । १५६ ) 
कहनेका अभिप्राय यह है कि अनन्त-गुण-गण-निलय परात्पर 
परत्रह्म परमात्माका धार्मिक विधान अटल और अनिवार्य 
है; वह किसी प्रकार टाळा नहीं जा सकता । जिसने हंसोंको 
शुक्कता प्रदान की है; जिसने झुकोंकों हरित बनाया है और 
जिसने मयूरोंकों नाना रंगोमे चित्रित किया है, उसी सर्व- 
नियन्ता सर्वश्वर भगवानने मानवताकी रक्षाके लिये धर्म- 
पालनका विधान बनाया हैं | जैसे कमल जलका भेदन कर 
उससे अछूता निकल आता है, उसी प्रकार निर्लित्त भावसे 
धर्माचरण करनेवाला मानव घोर आपत्तिथोंक्रे समूहको भी 
पारकर परमात्मप्रात्ति कर लेता है । पुरुषार्थचतुष्टय- धर्म, 
अर्थ) काम ओर मोक्षकी प्राप्तिके लिये यह मानवशरीर 
मिला था और यदि मानवशरीरद्वारा पुरुषार्थ-चत॒श्यकी 
सिद्धि न हुई तो मानवताका कुछ मूल्य नहीं है । 


> 





आध्यात्मिक जीवन--मानवताका ध्येय 


( छेखक--स्वामीजी श्रीरङ्गनाथानन्द्जी महाराज ) 


मानव-जातिके इतिहासमें कमी मानव-अस्तित्वक्रे ध्येयंकी 
व्याख्या करनेकी इतनी तीव्र आवश्यकता नहीं अनुभव की 
गयी, जितनी आज की जा रही है | यह केवल बुद्धि-विछासका 
प्रश्न नहीं है, अपितु यह आधुनिक युगके सामान्य एवं 
असामान्य, प्राच्य एवं पाश्चाच्य--समी स्त्री-पुरुषोंके हृदयमें 
स्वतः उठा हुआ प्रश्न है | अपनी धार्मिक सम्पत्तिके आलोकमें) 
इन सह्या वर्षसि मानवता आध्यात्मिकताको मानवजीवनका 
ध्येय मानती आयी हैः किंतु पाश्चात्य यूरोपीय जातियोंद्वारा 
वर्तित बौद्धिक एवं सामाजिक क्रान्तिके कारण पिछली 
शताब्दियाँमे उस धार्मिक सम्पत्तिका बल शिथिल पड़ गया 
है । इसलिये उस क्रान्तिके स्वरूपकी समीक्षा करने तथा 
उसके प्रकादमें मानव-अस्तित्वके ध्येयको फिरसे घोप्रित 
किये जानेकी आवश्यकता है । 


आधुनिक विज्ञानकी समीक्षणात्मक एवं प्रयोगात्मक 
विधियोंके कारण पश्चिमी यूरोपमें सत्रहवीं शताब्दीमै जो 
शक्तिपृणं यन्त्र-कोशलीय सभ्यता उत्पन्न हुई, उसके तीव्र 
आघातको समस्त संसारमै मानवताने अनुभव किवा है । 
यह आघात या धक्का विचार एबं विश्वासको भी उसी प्रकार 


मा० अं० १२-- 


लगा है; जिस प्रकार जीवन एवं आचरणको लगा है । प्रकृति 
एवं मानवीय अनुभवसम्बन्धी बुद्धिसंगत खोजके परिणामों एवं 
विधियोंका पाश्चात्य मानवके अपरीक्षित मतों एवं विश्वासास; 
जो उसके धर्मकी वैचारिक पृष्ठभूमिको प्रायः सहस्ताधिक वर्षसे 
घेरे हुए थे; अधिकाधिक संघर्ष होता गया | जब आधुनिक 
विचारने पुरानी वैचारिक पृष्ठभूमिको अपदस्थ कर दिया? 
तव धर्मका मूल्य अपने-आप घट गया और उन्नीसर्वी 
शताब्दीने देखा कि आधुनिक पाश्चात्य मानवने अपनी आस्था 
धर्मसे हटाकर भौतिक मूल्योपर जमा दी हैं| सत्रहवीं शताब्दीमे 
आधुनिक विज्ञानने जिस यन्त्रकौशल-सम्बन्धी क्रान्तिका आरम्भ 
किया था, उसने इन भौतिक--सांसारिक मूल्यौको बढ़ानेमे 
सहायता की और अगली ढाई झातान्दियोंमें _मानवकी 
सांसारिक बुशुक्षाको बहुत तीब्र कर दिया । ओर चूँकि 
आधुनिक यूरोपने समस्त संसारमै राजनीतिक, व्यापारिक 
तथा सांसारिक दृष्टिसे प्रवेश पा लिया था, इसलिये न्यूनाधिक 
प्रबछताके साथ इन आधातों और दबावोंका रोष 
संसारे भी अनुभव किया गया । आज सारा संसार 
सचहवीं गताब्दीकी यूरोपीय वैज्ञानिक क्रान्तिसे उद्धत 
भौतिक, मानसिक तथा सामाजिक प्रभाबोकी मुद्ठीमे है | - 


९० 














इन प्रभावोमे शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकारके तत्त्व 
सम्मिलित हैं | प्रथममै आधुनिक सभ्यताका उज्ज्वल रूप 
है--दूरीका लोप तथा विश्वका भौतिक ऐक्य-साथनः 
व्यक्तिके सम्मान एवं मूल्यपर आधारित लोकतन्त्रका 
सिद्धान्त तथा आचरण, विश्वव्यापी पैमानेपर सामाजिक 
कल्याणकी अनेकविध योजनाएँ तथा कार्य, धार्मिक 
सहिष्णुतामे अभिवृद्धि) एक अन्ताराष्ट्रिय दृष्टिकोणका 
क्रमिक विकास । ये सब बाते विज्ञानद्वारा बाद्यप्रकृतिपर 
विजय प्राप्त करनेसे पेदा हुई है और मानव-इतिहासमें 
ये सफलताएँ, अभूतपूर्व है । 
अशुभ तच्वौने उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तसे अपनेको 
प्रबळरूपमे स्थापित करना आरम्भ किया; स्वार्थ; हिंसा एवं 
युद्धकी गति बढी । सत्रहवाँ शताब्दीके यूरोपने तीस-वर्षीय 
धार्मिक युद्धोके विरुद्ध प्रतिक्रियारूपसे मानवी निष्ठाके केन्द्र 
धर्मको निर्वासित कर दिया और उसके स्थानपर विषयौका 
महत्त्व स्थापित किया । इस प्रकार धर्मको निर्वासित करनेपर 
भी उसके सम्बन्धमें पाश्चात्य मानवमें एक तीव्र भावना 
रही कि वह जीवनसे एक गम्भीर मूल्यवान्‌ वस्तुको दूर कर 
रहा है । किंतु वह विवश था; क्योंकि वह मूल्यवान्‌ वस्तु 
उसके सामने तर्कविरुद्ध तथा समाज-विरोधी तत्त्वोसे आच्छादित 
होकर आयी थी, जो उसके नवप्राप्त वैज्ञानिक तथा तकप्रधान 
स्वभाव; उद्देश्यों तथा विधियोंके लिये--विदेशी-विरोधी-सी 
लगती थी । 
विश्व-इतिहासके वर्तमान विशेषज्ञ प्रो ० ए० जे० टवायनबी 
( "१००७९९ ) लिखते हैं---“धार्मिक युद्धोोके अनौचित्यपर 
नैतिक रोका जो विस्फोट हुआ, उसने मध्ययुगीन पाश्चात्य 
ईसाई सार्वभोमदृष्टि (वेल्टनशाउंग-(//61:0115190018) 
की सुदृढ़ प्राचीरोंको ही उड़ा दिया | इस नेतिक विद्रोहकी 
क्रियात्मक अभिव्यक्ति यह हुई कि सत्रहवीं झातान्दीके 
पाश्चात्य मानवकी आध्यात्मिक विधिको एक असाध्य रूपसें 
विवादग्रस्त धर्मशाञ्जसे हटाकर एक आपाततः निर्विवाद 
प्राकृतिक विज्ञानमे स्थापित कर दिया गया | फलतः मध्ययुगीन 
पाश्चात्य ईसाई-मतका बौद्धिक ढाँचा धीरे-धीरे ढह गया । 
यह ईसाई-मतके नेतिक दावोंके विरुद्ध पहले जो विद्रोह हुआ 
उसीक्रा प्रभाव था |? 
` यद्यपि सत्रहर्वी तथा परवत्तीं शताब्दियोंकी वैज्ञानिक 





२. ऐन हिस्टोरियंस अप्रोच ड़ रिलीजन, ५० १६९ । 


% मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका * 


ee 


L 








———————्— 


क्रान्तिने 0 ~ Cr ~ RR २ | 
क्रान्तिने धमको निर्वासित कर द्या ओर जीवनको धरई, | 
निरपेक्ष बना दिया, फिर भी उसने बाह्य परकृतिर । 
मनुष्यको पर्याप्त सीमातक प्रभुत्व प्रदान किया; साथ ही | 
उसका अपनी अन्तःप्रकतिपर जो नियन्त्रण था; उमे 
शिथिल भी कर दिया, जिससे उसके आन्तरिक जीवन. 
का दीवाला निकळ गया तथा आधुनिक सभ्यताके यक्त 
अशुभ तत्त्वोको सामने आनेका अवसर मिल गया | धने 
मनुष्यके सामने इन्द्रियोँसे मुक्ति दिलानेवाला एक साधन रखा 
था; इसके विरुद्ध आधुनिक सभ्यताने उसे इन्द्रियोंकी स्वतन्त्रता- 
की ओर ले जानेवाले मार्गपर चले आनेके लिये निमन्त्रित 
किया । चूँकि दोनोंमें यह दूसरा मार्ग सरळ था और मनुष्ये 
प्राकृतिक आवेगो और प्रत्रत्तियोको खुला खेल्नेकी 
स्वतन्त्रता देता था, इसलिये हर जगह वह इसकी ओर 
आकर्षित हुआ । इस प्रकार आधुनिक सभ्यताका तत्त्वज्ञान 
मानवकी सहज बुभुक्षाको उत्तेजित करता है और दिन-दिन 
उन्नत हो रहा यन्त्रकौशल उस भूखको संतु; तृ 
करनेका प्रयत्न करता है । यह भूख एबं तृस्तिकी परस्पर 
होड़, धर्मद्वारा नियोजित रुकावटो और प्रतिवन्धोसे मुक्त न होकर! 
१७ वीं शतान्दीके आरम्मसे २० वीं शताब्दीके आरम्भतक) 
दर्शनों एवं विचारधाराओको आलोकित करती हुई 
मानवप्रयलवादको आशाओंसे तथा प्रकाश, हेठुवाद, 
मानवतावाद और प्रगतिके नारामै व्यक्त होकर आनन्दपूर्वक 
चलती रही | 











ट्वायनवी लिखते हैं---“संत्रहर्वी शताब्दीके पिछले दशकौके 
पाश्चाच्य मानवकी इष्टिमे एथ्वीपर स्वर्गका राज्य उतार लानेकी 
अपेक्षा एक पार्थिव खर्गकी सृष्टि करनेका प्रयल्ल अधिक 
व्यावहारिक लक्ष्यके रूपमें दिखायी पड़ा। पाश्चाच्यांके पिछले 
अनुभवने प्रकट कर दिया था कि प्रृथ्वीपर स्वर्ग-राज्यके विशेष 
विवरणोको लेकर धर्मशास्त्रियोके प्रतिद्वन्द्वी सम्प्रदायोंके बीच 
कटु एवं अनवरत झगड़े होते रहे हैं; इसके विरुद्ध व्यावहारिक 
यन्त्रशिल्पियों या प्रयोगशील वैज्ञानिकोंके बीच मतमेदके 
ठंडे हो जानेकी ही नहीं, अपितु निरीक्षणके निष्कर्ष तथा 
निरीक्षाके परिणामविषयक्र तर्कसे, जिसपर कोई मतभेद नहीं 
होता, बहुत शीघ्र उसके दूर हो जानेकी मी सम्भावना 
थी |? 

ट्वायनत्री आगे फिर लिखते हैं---“पर इस सत्यका 


१. ऐन हिस्टोरियंस अप्रोच डु रिलीजन, पृष्ठ १८४ । 


Eh कत न डाका 


> आध्यात्मिक जीवन--मानवताका ध्येय # 





अनुभव नहीं किया गया कि अपने निर्विवाद आविष्कारोंद्वारा 
आपाततः त्रुटिरहित ये यन्त्र-कलाकोविद एक ऐसे नवीन प्रकारकी 
शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका प्रयोग आगे चलकर उनके 
हाथों नहीं तो अन्य हार्थोद्वारा वर्तमान संतुलनको 
बिगाड़नेमें किया जा सकता है |! 

वैज्ञानिक/यन्त्रकलासम्बन्धी तथा सामाजिक क्रान्तिकारिणी 
उपलब्धियोंकी ढाई शताब्दियोंके बाद उन्नीसवीं शताब्दी 
पाश्चात्य मानवकी इस अनबुझी आशाके साथ समाप्त हुई कि 
एक पूर्ण जगतूका आगमन बस) होनेहीवाला है । प्रगतिकी 
शताब्दीकी इस मनोदशाको प्रकट करते हुए ब्राउनिंगने 
गाया था--“ईश्वर अपने स्वर्गमें है और संसारमै सव कुछ 
ठीक-ठाक है ।' 

इस सरल आशावादको प्रथम आघात १९१४-१८ के 
विध्वंसक विश्व-युद्धसे लगा । एक इन्द्रियाराम सभ्यताके 
हृदयमै उत्पन्न होकर लोम, हिंसा एवं युद्धके अशुम तत्त्वोंने 
अपनी प्रबलता स्थापित करना आरम्म कर दिया था | इस 
विश्वयुद्धने आधुनिक पाश्चात्य विचारकोंमें आत्मपरीक्षण एवं 
आत्मशोधका एक आन्दोलन ही चला दिया । “हमारी सम्यतामै 
कौन-सी बुराई आ गयी है?---यह विषय बड़ी गम्भीर आलोचना 
एवं टीकाका केन्द्र बन गया; स्पेंगलर-जेंसे ऐतिहासिकोने 
पाश्चात्य सभ्यताके ह्वासपर लिखा; दूसरे विचारकोंने उसके 
मूलभूत धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांका समर्थन किया और अन्ताराष्ट्रिय 

सहकारी प्रयल्लोद्वारा कुछ छोटे-मोटे सुधारोंपर जोर दिया । 

किंतु प्रथम विश्व-युद्धवाला संकट युद्ध समाप्त हो जानेपर 
भी दूर नहीं हुआ; बल्कि संकटोंकी एक मालिकाके रूपमे 
कभी बोल्शेविक क्रान्ति, कभी फासिस्त एवं नात्सी प्रभाव 
एवं लोभ, असहिष्णुता तथा हिंसाके बढ़ते हुए ज्वारके रूपमें-- 
व्यक्त हुआ और अन्ततोगत्वा १९३९-१९४५ के द्वितीय विश्व- 
युद्धके अभूतपूर्व संकटके रूपमै फूट पड़ा | इसी महायुद्धके अन्तमें 
स्वयं आविष्कारकको खा जानेवाले दानव अणु-बमका आविष्कार 
हुआ । आधुनिक यन्त्रबिज्ञानप्रधान सभ्यताने पार्थिव स्वर्गके 
निर्माणकी जो आझा मनुष्यताको दिलायी थी, वह इस युद्धकी 
समासिके साथ ही विलीन हो गयी। मानवताने मानव-इतिहासके 
अणु युगमे प्रवेश किया । इसमें मानवके लिये उज्ज्वल भविष्यकी 
आशा है, यदि उसके विचार एवं कार्यका पथदर्शन विवेक करता 
है; पर इस आशाके साथ अशैप्र विश्व संहारका भय भी है, 
बदि उसका पथ-दर्शन अविवेकके हाथमें रहता है । 





१. ऐन हिस्टोरियंस अप्रोच ड़ रिलीजन, पृष्ठ १८६ । 


९,१ 





वरटेंड रसेल कहते हैं---“हम साधनविषयक मानवीय कौशल 
तथा साध्यविषयिणी मानवीय मूढ़ताके मध्य हो रही दोड़के 
बीचमै अपनेको पाते हैं |! और अन्तमें कहते हैं--:जबतक 
ज्ञानके साथ मनुष्योंके विवेकमें भी समानान्तर वृद्धि नहीं 
होती तबतक ज्ञानकी वृद्धिसे दुःखकी ही बृद्धि होगो ।' ? 

भारतीय चिन्ताधारा बहुत पहले घोषणा कर चुकी है 
कि इन्द्रियाराम मनुष्य अद्यान्ति, संघर्ष तथा शोकका केन्द्र 
होता है | सांसारिक ज्ञान केवल उसकी पाशव बुझुक्षाको 
तीत्र करता तथा उसके आन्तरिक संघको बढ़ाता 
है । जो सभ्यता मनुष्यको केवल इन्द्रियाराम व्यक्ति- 
के रूपमै ही जानती है और उसकी पाशविक बुभुक्षाओंको 
तीव्र करती तथा उनकी तृमिकी व्यवस्था करती दै, बाळूपर 
बनी कमजोर इमारतके समान हैं । वह अपने ही आन्तरिक 
संघर्ष तथा अन्त्न्द्वोसे, काळान्तरमेश ढह जायगी । 
ईसाने कहा था कि विवेकवान्‌ अपना मकान चट्टानोंपर बनाता 
है जब मूर्ख उसे बाळूपर उठाता है | पश्चिमने साकी इस 
चेतावनीका तिरस्कार किया है । विवेकवान्‌ एवं सहानुभूति- 
शीळ आधुनिक विचारक आधुनिक सभ्यताके इस चिन्ताजनक 
पहळूसे परिचित थे । 


उन्नीसवीं झताब्दीके अन्तिम दशकमें स्वामी विवेक्रानन्द- 
ने कहा था--“यदि कोई आध्यात्मिक आधार न मिला तो 
अगले पचास वप्रमें सम्पूर्ण पाश्चात्य सभ्यता टूटकर चकनाचूर 
हो जायगी । मनुष्यजातिपर तळवारसे शासन करनेका 
प्रय्न निराशापूर्ण एवं सर्वथा निरर्थक है । आप देखेंगे कि 
बलात्‌ सरकार स्थापित करने-जैसी धारणा जिन केन्द्रोसि 
उद्भूत हुई, वे ही सबसे पहले पतित एवं अधोगामी हुए 
तथा चूर-चूर हो गये | भौतिक शक्तिके प्रकाशके केन्द्र 
यूरोपने यदि अपनी स्थितिमें परिवर्तन करनेकी परवा न की 
और अपनी भूमिका बदलकर आध्यात्मिकताको जीवनका 
आधार नहीं बनाया तो पचास वर्षोके भीतर ही वह चूर-चूर 
हो जायगा |? 

भारत बराबर इस विचारको ग्रहण किये रहा है कि 
आध्यात्मिकता ही वह दढ़ाधार है, जिसपर एक दृढ़ चरित्र या 
सभ्यताका निर्माण किया जा सकता है । बह किसी समाज या 
सभ्यताका मूल्य इस बातपर आँकता था कि उसके नागरिकोने 





१. इम्पैवर आफ साएंस ऑन सोसायटी, पृष्ठ १२०-१२१। 
२. कम्छ्लौट बक्स ऑव स्वामी विवेकानन्द, भाग ३, ष्ठ १५९। 


९२ 








कितनी आध्यात्मिकताका अजन किया है | उसने घोषणा की 
कि मानवकी श्रेष्ठता उसके अंदर ईश्वरत्वके प्रकाशको लेकर 
ही है और जो अनुशासन इसे सम्भव बनाता है, वही धर्म 
है; किंतु भौतिक विज्ञान, यन्त्रकौशल या राजनीति स्वयं 
अपनेमे धर्मं नहीं हैं | ये गौण हैं; धर्म मुख्य- प्राथमिक 
वस्तु है । मानवके बाह्य जीवनमै व्यवस्था एवं प्रकाश लाकर 
ये मानवके आन्तरिक जीवनको समृद्ध एवं गम्भीर करनेमें 
धर्मकी सहायता करते हैं | मानव-जीवनके प्रसङ्गमें देखें तो 
इन दोनों मूल्यों एवं अनुशासनोंके बीच कोई संघर्ष नहीं दै, 
न हो सकता है | यह दुर्भाग्यकी वात है कि पश्चिममें धर्म 
असहिष्णु एवं विज्ञान-विरोधी रहा । इससे भी बड़ी दुर्भाग्यकी 
बात यह है कि सत्रहबाँ शताब्दीके पाश्चात्य वैज्ञानिक एवं यन्त्र- 
शिल्पि्योद्वार तथा इन तीन गताब्दियाँमै उत्पन्न उनके 
उत्तराधिकारियोंद्वारा भी धमं एवं विज्ञान दो परस्परविरोधी 
अनुशासन एवं मूल्य समझे गये | पाश्चात्य धार्मिक असहिष्णुता 
यह सिद्ध नहीं करती कि धर्ममें तत्त्वतः या अनिवार्य- 
रूपेण कोई असहिष्णुता होती है । भारतीयोंका अनुभव तो कुछ 
दूसरा ही रहा है । सर्वसमन्वयात्मक दार्शनिक सिद्धान्ते 
प्रकाशर्म भारत न केवल विज्ञान एवं धर्मके बीच सामञ्जस्य- 
का दर्शन एवं समर्थन करता है बल्कि धर्म-धर्मके बीच 
भी इस प्रकारका भाव रखता है जैसा एक ही लक्ष्यकी ओर 
जानेवाले पथिकोंक्रे बीच होता है | क्योंकि लक्ष्य एक है; 
मार्ग अनेक हैं । 





ट्वायनबी लिखते हैं--'फेरिसेइज्म # ( बाह्याचारप्रधान 
यहूदी मत, वाह्याचार ) यहूदी-वर्गके विविध धर्मोका 
पापावरण रहा है और इस पापने अत्याचारों एबं आकस्मिक 
विपत्तियोंकी एक ढुःखात्मक श्रृद्खलाके रूपमै अपने 
ऊपर ही दण्डःप्रार किया-फेरिसेइज्मका फल 
असहिष्णुता है, असहिष्णुताका फल हिंसा है और पापका 
पुरस्कार मृत्यु है |” इसके वाद भारतीय धर्म मावनाके 
विषयमै छिखते हुए वे कहते हैं--“यह एक ऐतिहासिक 

* एक प्राचीन यहूदी सम्प्रदाय, जो धमकी अन्तर्भावनाकी 


अपेक्षा उसके वाह्याचार या लौकिक रूपमे अधिक विश्वास रखता था 
एवं उसके प्रति कट्टर एवं धर्मान्ध था । पाखण्ड, कट्टरता एवं 
बर्मान्बताके अर्थमें इस शब्दका प्रयोग किया जाता है 1 -सम्पादक । 


१. ऐन हिस्टोरियंस अग्रोच ड़ रिलीजन, पृष्ठ २९४ | 





$ मानव वही जो खा्थे तज होता पथिक परमार्थका ५ 








तथ्य प्रतीत होता 
भारतीय धर्मोकी अपेक्षा अधिक 


८ कइरपंथी रहा 
विश्व-इतिहासके एक ऐसे अध्यायमै, जहाँ उच्चतर जीवित 
चमक अनुयायी पूपेक्षा परस्पर अधिक घनिष्ठ सम्पकोँमै प्रवेश 
करते दिखायी पड़ते हँ, भारतीय धर्माकी अन्तर्भावना जे 
भी पहुँच पायेगी, मुस्लिम, ईसाई एबं यहूदी हृदयोसे परमरा- 


गत पाखण्ड वा धर्मान्धताको निकाल बाहर करेगी | 


विज्ञन एवं धर्म दोनोंका घोषित उद्देश्य मानव-जीवनका 
सम्द्धीकरण तथा अभिवर्द्धन है । विज्ञानके बिना धर्म असहाय है 
जव कि बिना धर्मके विज्ञान खतरेसे भरा हुआ है | इस 
प्रकार जब दोनों परस्परपूरक हैं धर्म मानवीय समस्यामें अधिक | 
गहरा प्रवेश करता है तथा समस्त मानवीय कर्म एवं प्रयक्षकी 
दिया निर्धारित करता है और यह दिश्ा-निर्धारण आध्यात्मिक 
दिशा निर्धारण है-अस्येक स्त्री-पुरुषमे प्रच्छन्न आध्यात्मिक 
निधिका व्यक्तीकरण है | धर्म न केवल ढक्ष्यका 
निर्धारण करता है वरं मार्ग मी बताता है । लक्ष्य 
आध्यात्मिक मुक्ति---सम्पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक, बाह्य 
एवं आन्तरिक बन्धनाँसे मुक्ति, जिससे मानवात्मा अपने 
वास्तविक) शुद्ध एवं भागवतरवरूपमें प्रकाशित हो । और 
मार्ग है प्रकृतिके रहस्यको समझकर उसके ऊपर नियन्त्रण 
स्थापित करके बाह्य प्रकृतिपर विज्ञानद्वारा एवं अन्तःप्रक्कतिपर 
नीति एवं धर्मद्वारा प्रशिक्षण | इस प्रकार जीवन एवं अनुभव 
मनुष्यके लिये विवेकपूर्ण आत्मानुशासनका एक श्र्न॒लाबद 
शिक्षालय बन जाते हैं | इस आत्मानुशासनद्वारा बाह्य एवं 
आन्तरिक तत्त्वोका ज्ञान एकीयूत होकर विवेकमै विलीन हो 
जाता है | यही गीताका बुद्धित्रोग है, जो मानवको इन्द्रियाः 
रामके स्तरसे ऊपर उठने तथा विवेकका आश्रय लेनेकी 
शिक्षा देता है--- 

दूरेण 

बुद्ध 


ह्यवरं कर्म 


बुद्वियोगा-द्धनंजय । 
दारणमन्तविच्छ 


कृपणाः फलहेतवः ॥ 
मारतके सनातनधर्मकी यह शिक्षा स्वामी विवेकानन्दे 
एक संक्षिप्त, पर विशद वक्तव्यमे व्यक्त लू 
“त्येक आत्मामें ईश्वरता छिपी है |? 


नि ९ 1 
(लक्ष्य है उस इश्वरको, बाह्य एव 


अंद्रके 
१. ऐन हिस्टोरियस अप्रोच टु रिलीजन, पृष्ठ २८२-८३ । 


२. .भगवद्गीता, अध्याय ७ इलोक ४ ९ । 





# आध्यात्मिक जीवन--मानवताका ध्येय > 


अन्तःप्रक्कतिके नियन्त्रणद्वारा प्रकाशित करना । 


“इसे कर्म, उपासना, राजयोग वा तत्त्वज्ञान---इनमेंसे किसी 
एक या एकाधिक या सबके द्वारा सम्पन्न करो और सुक्त 
हो जाओ |? 


“यही है सम्पूर्ण धर्म । सिद्धान्त, मतवाद; कर्मकाण्ड या 
शास्त्र या मन्दिर या बाह्य रूप--सब विस्तारकी गौण 
बातें हैं |? 


आधुनिक विज्ञान एवं यन्त्रशिल्पने आधुनिक मानवके 
हाथमै जो विशाळ ज्ञान-भंडार तथा शक्ति रख दी है; उसके 
होते हुए भी वह जो इतना असंतोष एवं संघर्षका अनुभव 
करता है और आज उससे मुक्ति देनेवाले ज्ञानकी जो खोज 
कर रहा है, उसे देखकर हमें परम ज्ञानी नारदजीकी वह कथा 
याद आती है, जिसमें वे ज्ञानकी खोजमें ऋषि सनत्कुमारके 
चरणोंमें उपस्थित होते हैं | यह कथा छान्दोग्य उपनिषद्में 
वर्णित है । 

जो विशाळ ज्ञान नारद प्राप्त कर चुके थे, उन सबका 
उल्लेख करनेके बाद तथा यह स्वीकार करते हुए कि मैं 
अभीतक दुःख एवं संघर्षके पाशमै बँधा हुआ हूँ, उन्होने कहा--- 
“भगवन्‌ ! मुझे उपदेश दीजिये | मैं केवळ शब्द एवं उनका 
अर्थ जानता हूँ, किंतु आत्माको नहीं जानता--जो मनुष्यका 
वास्तविक स्वरूप है; और मैंने आप-सरीखे महान्‌ गुरुओसे 
सुना है कि केवळ आत्मज्ञानी ही दुःखपर विजय पा सकता 
है । इसलिये हे भगवन्‌ ! इस ढुःख-सागरको पार करनेमे मेरी 
सहायता कीजिये |? 


अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमार नारदः । 
होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त अध्व वक्ष्यामीति। 
सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नाव्मवित्‌। श्रु ह्येव से 
भगवदूररोभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि 
तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु ॥ 


और शुरु उस ज्ञानका खरूप एवं मार्गकी व्याख्या 
करके सानवके लिये आध्यात्मिक आशापूर्ण अत्यन्त श्रेयस्कर 
वचन कहते हुए अपने उपदेशका उपसंहार करते हैं-- 


१. कम्प्रीट बक्स आफ स्वामी विवेकानन्द, भाग १, 
पृष्ठ ११९ । 


२. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ | १ । १, ३ । 


९,३ 
Fe यि विक 
हारञ्जुद्धा सत्वशुद्धि: सरव भ्रुवा स्मरतिः स्मृति- 
लस्भे स्वग्रन्धीनां विग्रमोक्षः ॥ 





“आहारशुद्धिसे अन्तःकरण शुद्ध होता है, अन्तःकरण शुद्ध 
होनेसे स्मृति ध्रुव हो जाती है, स्मृति-लामसे सर्वबन्धनोसे 
सी 


उपनिषद्मै आगे और भी कहा गया है---जिन्होंने हृदय- 
की पूर्ण पवित्रतामें अपनेको ढाळ लिया था, उन नारदको प्र 
सनत्कुमारने सम्पूर्ण अत्ञानान्धकारके परे जो ( ब्रह्मका) 
प्रकाश है, उसका दर्शन कराया-- 


तस्मै स्रुदितकषायाय तमसस्पारं दर्शयति भगवान्‌ 
सनत्कुमारः ॥ . 


~ 


कि मुक्ति सानव-आत्माका 
पर मनुष्य देखता है कि वास्तविक जीवनमै 
वह स्वतन्त्र नहीं है, उसकी बाह्य और आन्तरिक 
प्रकृति प्रतिपगपपर उसका अवरोध करती है । चूँकि 
उसकी आम्मामै यह स्वातन्त्यश यह मुक्ति निहित हे और वह 
वास्तविक जीवनमै बन्धनका अनुभव करता है, इसलिये 
भगवानूकी सुष्टिमें मानव ही एक अशान्त पथिक बन जाता है 
और स्वातन्त्य तथा शान्तिको पानेके लिये उसका जीवन एक 
युद्धक्षेत्रसा वन जाता है । भौतिक पोषणों, सामाजिक सुर्खो, 
राजनीतिक स्वातन्त्य, बौद्धिक ज्ञान, नैतिक उत्यान तथा 
आध्यात्मिक मुक्तिके लिये इतिहासमै निरन्तर जो प्रयत्न और 
संघर्ष होते रहे हँ, उनका यही तात्पर्य है । 


सारतीय विचारधारा यह है 
स्वरूप है 


स्वातन्त्र्यके लिये, मुक्तिके लिये यह प्रयत्न सम्पूर्ण 
इतिहासमें मनुष्यकी सबसे आग्रहपूण एवं सबसे शानदार 
खोज रही है । मानवात्मा अपने चत॒र्दिककी शक्तियोंसे 
अवरुद्ध होना नहीं चाहता है | जब वह बाह्य जगतूभे इन 
शक्तियोंको दबानेमेँ सफल होता है, तब मनुष्यको 
सभ्यता प्राप्त होती है | यद्द उस विज्ञान एवं यन्त्रशिव्पसे 
प्राप्त होती है, जो मानव-इतिहासकी यात्रामे प्रगति करता 
आदिम अवस्थासे अणु-युग तक पहुँच गया है | जब आत्मा 
मन एवं हृदयके आभ्यन्तर जगतूमें इन शाक्तियोको पराजित 
` कर लेता है, तब मानवको संस्कृति एवं नीति प्रात् होती है । 
यह सदाचरण एवं धर्मसे प्राप्त होती है ओर ये सदाचरण 











१, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ । २६। २ । 
२. छा० उ० ७। २६ 1 २ । 





९४ 








मानव वही जो साथे तज होता पथिक परमार्थका * 





एवं धर्म भी अनेक भूमिकाओसे विकसित होते हुए विश्वके 
महान्‌ धर्मोकी सर्वोच्च स्थितिमे पहुँचे है । 


इतिहासके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि स्वातन्त्यका यह 
मूल्याङ्कन और उसके साथ शान्ति और सिद्धि, अपने 
शुद्धतम एवं पूर्णतम रूपमै, केवल मानवके अन्तर्जीवनमै ही प्राप्त 
होती है | उसके बाह्य जीवनमै, उसके आर्थिक, राजनीतिक; 
सामाजिक एवं बौद्धिक पुरुषार्थके क्षेतरोंमे-इनके सर्वोत्तम रूपौमें 
भी उसकी आंशिक अभिव्यक्ति ही सम्भव है; क्योंकि इन क्षेत्रोमे 
बाह्य नियन्त्रण किसी-नःकिसी अंशमै अनिवार्य है; कोई भी 
रोमाञ्चक, आकर्षक दर्शन इसे दूर नहीं कर सकता । जिस 
सभ्यतामै आध्यात्मिक मूल्योंका प्राधान्य होगा; वहाँ यह कम-से- 
कम होगा और जिस सभ्यतामें वैषयिक मूल्यौका प्राधान्य होगा 
वहाँ यह सबसे अधिक होगा-यहातक कि उत्पीडक और 
कष्टप्रद रूप धारण कर लेगा । आज सतन्त्रताकी बड़ी- 
बड़ी बातें सुनायी पड़ती हैं, फिर भी आधुनिक विश्वसे सच्ची 
स्वतन्त्रताका लोप होता जा रहा है । यदि विवेक एवं 
शान्तिद्वारा या मूर्खता एबं युद्धद्वारा कळ विश्व-राज्यका 
निर्माण हो भी गया तो भी खतन्त्रताके कम एवं अधिक 
सत्य होनेकी तबतक कोई आशा नहीं; जबतक कि 
बर्तमान “धर्मनिरपेक्ष “वेल्टनशाउंग? ( विश्ववाद ) विरः 
सभ्यताको प्रेरित करता रहेगा । 


ट्बायनबरी लिखते है- “इन परिस्थितियोंमें भविष्यवाणी 
की जा सकती है कि विश्व-इतिहासके अगले अध्यायमै मानव- 
जाति अपने अधिकांश राजनीतिक, आर्थिक एवं कदाचित्‌ 
पारिवारिक स्वातन्न्यविषयक क्षतिपूर्ति आध्यात्मिक मुक्तिमे 
अपनी अधिक पूँजी लगाकर करना चाहेगी' ।? 


विश्वमे आत्माका क्षेत्र ही खतन्त्रताका गढ होगा |? 


और हमारी आणविक सम्यताके आध्यात्मिक पुन; 
संस्करणका समथन करते हुए ट्वायनवी ( 7! 


oynbee ) 
लिखते हैं 


= = 5 = "र 


हमारे लिये समय आ गया है कि सत्रहर्वी शताब्दीकी 
भोतिक एवं गणितीय दृष्टिके बन्धनसे हम अपनेको खींचकर 
झटका देकर मुक्त कर ठें--उस दृष्टिसे जिसका हम अबतक 
अनुसरण करते जा रहे हैं ओर आध्यात्मिक दिशाकी ओर 
पुनः नयी यात्रा आरम्भ करें | यदि हमारा यह आशा करना 
ठीक है कि इस अणु-युगर्मे, जिसका १९४५ ई० में आरम 
हुआ; भौतिक नहीं, आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र ही मुक्तिका क्षेत्र 
होने जा रहा है तो इस समय पुनः दोनों दृष्टियोमेसे यही 
अधिक आइवासनप्रद है ।! 
भारतीय दर्शन घोषित करता है कि जगत्‌ पूर्णत; 
चिन्मय है । इसकी सीमित एवं क्षणस्थायी अभिव्यक्तियों 
के भीतर एक ऐसी सत्ता है, जो असीम सत्‌, असीम चित्‌ 
एवं असीम आनन्दरूप है | सीमित मानवका अन्त एवं लक्ष्य 
इस असीम आस्माकी साधनाद्वारा पूर्णत्वकी प्राप्ति है-- 


ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । सस्थं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोऽइनुते 
सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । 


भारतीय दर्शनकी दृष्टिमे यह अमर सत्य है कि आध्यात्मिकता. 
ही जीवनका ध्येय है | यह वात इस अणु-युगमें भी उतनी 
ही समयानुकूल है, जितनी उस उपनिपत्कालमे 
थी, जिसमें आजसे सहसरं वर्ष पूर्व, उसका विवेचन हुआ 
था । यह शाश्वत सत्य, बड़े ही सुन्दर रूपमे, श्रीमदूभागवतके 
निम्नाङ्कित इलोकमें व्यक्त हुआ है-- 

से वे पुंसां परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे । 

अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ 


“निश्चित रूपसे मानवका सर्वोच्च धर्म वही है, जिससे वह, 
भगवानकी भक्ति प्राप्त करे--वह भक्ति जो शुद्ध, अप्रतिहत 
एबं अदैतुकी है | इस धर्मकी उपळन्धिसे मानव पूर्णता एवँ 
शान्ति प्राप्त करता है |? ४ 


— SS क __ शी 


१. ऐन हिस्टोरियंस अप्रोच डु, रिलीजन, पृष्ठ २४४ | 
२. ?” 22 99 99 पृष्ठ २४९ | 
३. 22 22 22 32 


४, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २ । १। १ | 
५. श्रीमद्भागवत १ ।२।६ | 


पृष्ठ २८४-२८५ | 


a 


3 


त) 


2] 
शु 


* संत-स्वंभावे >: 








पत-सभाव 
मानवताकी चरम सीमा 
( रचयिता---श्रीकेदारनाथजी बेकल, एम्‌० ए०, एल० टी० ) 
किसी दिन मधुपुरीमै एक रमते-राम आ निकले 
जहाँकी सैर करले वेग्ररज़ निष्काम आ निकले 
नज़र आई खड़ी अट्टालिका पे एक मधु वाला 
गज़बकी सुन्दरी, नव योवना, सुषमाकी शुचि शाळा 
उन्होंने रूप-निमौताकी अद्भुत शानको देखा 
जगतके पार्थिव पुतळेमें जीवन-प्राणको देखा 
हुए उन्मत्त, गद-गद हो गए, देखा किए घंटों 
मिले अवसर तो ऐसे इझ्यको देखा करे बरसों 
पती बालाका सहता किस तरह यह उसकी गुस्ताखी 
चढ़ा गुस्सा तो वह नीचे उतर आया लिये लाठी 
जमा दाँ लाठियाँ शोंतानके दो चार कस-कसकर 
तड़पकर रह गये, सहते रहे, श्रीमंत हँस-हँसकर 
“अवे बदमाश, छुच्चे' क्यूँ खड़ा हे, दूर हो, चल चल 
पराई औरतोंको ताकता फिरता है यूँ पागल! 
यह कहते कहते अन्याई हुआ छिनमै धरा-शायी 
पतीका यूँ पतन देखा, बिकल बाला - उतर आयी 
लिपट पद्‌-पङ्कजाँसे, करुण क्रन्द्न कर, क्षमा मागी 
सतीने प्राण-धनके प्राण-रक्षाकी दुआ मसाँगी 
अभय मुद्रा, क्षमाकी सूरती, 'ऐसा हि हो” बोले 
सरल वाणी-सुधाके मधु-सरीखे स्रोत यूँ खोले 


पतीने तेरे आकर जिस तरह तेरी हिफ़ाज़त कौ 


पिताने मेरे आकर इस तरह मेरी हिमायत द्‌ की 
“उठो, बेटा, उठो, सचमुच» बड़े सोभाग्यशाली हो 


जहाँकी दिव्यतम वस्तुके तुम निर्भीक वाली हो 
ग़रज़ इससे न थी मेरी, न दोदा इसकी सूरतका 
में आसिक्र हूँ फ़्त उस रूप-निमोताकी कुद्रतका 

नज़र आया मुझे इसमें सनातन अंश अंशीका 

विगम टंकार सारँगकी, मधुर संगीत वंशीका 
'ब्िमुख संसारसे वेकल, विप्रय सम्मुख न आते हैं? 


भजो निप्राम, राधेइगम, रमते-राम जते हैं 
—— BEA 





६ ॥ “९ ९ री 
९६ % मानव वही जो स्वाथ तज होता पथक परमाथका कँ 





_ Ee ——————— 





न 
[a 
रिव-स्तवन 

र { 
र सदा-— ) 

७009. 5 ५ ७ भरे न्य ७ ७ १ 
ई शंकर, शांप्रद, सजनानंददं, शलकन्यावरं, परम रस्य। ( 

क ७ री = + ~ + जे ब १ i 

काममदमोचनं, तामरसलोचनं, वामदेवं भजे भावगम्यम्‌ ॥ १ ॥ 
कंबु-कुंदेंदु-कर्पूर-गौरं शिवं, सुंदरं, सच्चिदानन्दकंदं । |" 
) ~ NIE कै LATS हिन वि स्‌ हक र 
९; सिड-सनकादि-योगीन्द्र-वृंदारका, विष्णु-विधि-बन्ध चरणारविद्म्‌ ॥ २॥ ४७ 
\ पि श्र ७ [a = le La] tS ® \ 
९ अह्मकुल-वह्ठमं, सुलभमतिदुलेमं, विकटवेषं, विभुं, वेदपारं । है 
९ नोमि करुणाकरं, गरल-गंगाधरं, निर्मलं, निर्गाणं, निर्विकारम्‌ ॥ रे ॥ ७ 
९ लोकनाथं, शोक-शुल-निर्मेलिनं, शूलिनं मोह-तम-सूरि-मालुं । ८ 
९, 0 ठर क. कका 7 \ 
७ कालकालं, कलातीतमजरं, हरं, कठिन-कलिकाल-कानन-कृशालुस्‌ ॥ ४ ॥ ४ 
५ ~ उ 52 6 तरू व \ 
७ तज्ञमज्ञान-पाथोधि-घटसंभवं, सवेगं, सर्वसौभाम्यसूलं । १ 
०० > के हँ म रर ४ 
१४ प्रचुर-भव-भंजनं, प्रणतजन-रंजनं, दास तुलसी शरण सानुकूलम्‌ ॥ ५ ॥ 
५ --विनयपत्रिका 
७५ ऱ्य Po 
NY देब नर किन्नर कितेक गुन गावत पे 
Ns 


पावत न पार जा अनन्त गुन पूरे को। 
कहै “पद्माकरः सुगाल के बजावत ही 

काज करि देत जन-जाचक जरूरे को॥ 
चंद की छटान जुत पन्नग-फटान-जुत 

मुकुट बिराजे जटाजूटनके जूरे को। 
देखो त्रिपुरारि | 
दे पुरारि की उदारता अपार जहाँ 

पेये हु ~ क 

पेये फळ चारि फूल एक दै धतूरे को॥ 


--सहाकवि “पद्माकर' 


"<<< <<< << << <<< 


NE 


SBP 


RTI YI YY PY PY DDD 





मला 


कल्याण नला 









मानवताके संशोधक भगवान्‌ शङ्कर 


क ! 








| क 3 जी 23-3५: i CL HO SN ET EE 
| कश प, > 5 


% मानवता और भगवत्ता # ९७ 











मानवता और भगवत्ता 


( ढेखक्र- खामी श्रीअसङ्गानन्दजी महाराज ) 


संस्कृति और आध्यात्मिकताके क्षेत्रमै हिंदीके मासिक 
पत्र 'कल्याण?का कार्य अत्यन्त महान्‌ और मनोहर है । यह 
प्रतिवर्ष और प्रतिमास ईश्वर, प्रेम, भक्ति; ज्ञान एवं ऐसे ही 
अन्यान्य विप्रयाँपर पिछले ३२ वर्षोंसे भारत एबं विदेशके हिंदी 
पढ़े-लिखे भक्तोंको पाठ्य-सामग्री देता रहा है । इसके वार्षिक 
विशेप्राङ्क भी बहुत रोचक और ज्ञान-वद्धक होते हैं | उनके 
विषय मी मानव-जातिके लिये परमावझ्यक्र होते हैं। इस 
वर्षका “विशेषाङ्कः एक ऐसे ही अत्यावश्यक विषयको लेकर 
प्रकाशित हो रहा है, जिसकी ओर पूर्व और पश्चिमके गम्भीर 
विचारकोका विशेष ध्यान है | इस अङ्कका नाम 'मानवता-अडू? 
रखा गया है । इस बातको कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि 
आजके इस क्षणमें, जब प्रत्येक व्यक्ति भयानक संकटकी 
आशङ्कासे त्रस्त है और जब जनताके सर्वश्रेष्ठ नेतागण 
विश्वको विनाशसे बचानेके उपाय ढूँढ़ निकालनेके लिये विचार- 
विनिमय कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि “कल्याण?के 
निर्देशकोने इसी लक्ष्यको सम्मुख रखकर अपना नवीन वार्षिक 
अङ्क निकालना उचित समझा है । श्रीमगवान्‌ उनकी 
सदिच्छाको परिपूर्ण करें । 

बहुत समय पूर्वं कई सहस्नाब्दियों पहले भारतके 
महर्षियोंने जीवन और मरणके प्रश्‍नपर विचार किया 
था और उसका एक स्थायी समाधान भी ढूँढ़ निकाला था; 
जो आत्माके आधारपर ही सम्मव हो सकता है; अन्यथा नहीं । 
समस्त अस्तित्वका वही मूलाधार है । उन महर्षियोके लिये 
इश्वर एक निराकार भावमात्र नहीँ था, अपितु सबव्यापक 
और सर्वान्तर्यामी परमात्मा था | यह संसार उसकी रचना 
है, अतएव इस जगतूका प्रत्येक प्राणी अन्य प्राणियोंका भाई- 
बन्धु है । अपनी इस मनोवृत्तिसे ही वे यह अनुभव करनेमें 
समर्थ हो सके कि यह जगत्‌- जिसमै विभिन्न जातिया) 
मत-मतान्तर, वर्ण और अभीष्साएँ विद्यमान हैं; परस्पर संहारके 
लिये रणक्षेत्र नहीं है, अपितु जङ्गम देवता तथा देवियोंके लिये 
निवासकी भूमि है । अनपूर्णास्तोत्रमे एक सुन्दर रलोक है 

माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः। 

बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ श्रीपार्वती देवी हमारी दिव्य जननी हैं और 


मा० अं० १३-- 


श्रीमहेश्वर हमारे दिव्य जनक हैं | भगवान्‌ शंकरके सभी उपासक 
हमारे भाई-बन्धु हैं और भूलोक, सुवर्लोक तथा खर्छाक 
अथवा स्वर्ग, मत्यंलोक तथा पाताळ-यह त्रिलोकी ही हमारा 
स्वदेश है | कितना महान और उदात्त आदर्श है । 
हमारा यह दृश्यमान और अदृश्यमान प्रपञ्च भगवानके 
द्वारा सचा गया है--किंतु उस अर्थमै नहीं, जिसमें प्रतीच्य 
विद्वान्‌ समझते हैं । सुष्टिक्रे सम्बन्धे अनेक मत है, जिनमेसे 
दो गम्भीर विचारास्पद हैं | एक तो 'सेमेटिक' है और दूसरा 
“आर्यः । सेमेडिक-विचारधाराके अपनानेवालोका यह विश्वास 
है कि यह समस्त संसार झून्यसे उत्पन्न हुआ है, वर्तमान 
जीबन ही प्रथम और अन्तिम जीवन दै, कयामतके दिन प्रत्येक 
व्यक्तिको खुदाके सम्मुख उपस्थित होना होगा, प्रभु उसके 
कर्मोके अनुसार फैसला देंगे | दूसरी ओर आर्य विचारधाराको 
ग्रहण करनेवालोका अथवा यों कहें कि भारतीय आयाँका 
यह विश्वास है कि यह विश्व परमेश्वरसे प्रकट हुआ है और 
यह जीबन प्रथम और अन्तिम न होकर जीवन-परम्पराभैसे एक 
है तथा यह परम्परा तबतक चलती रहेगी, जबतक जीवनके 
अन्तिम ध्येय अर्थात्‌ कैवल्य अथवा सुक्तिकी प्राप्ति न हो 
जाय । हिंदुओंकी धारणाके अनुसार सुष्टिका अर्थ रचना 
नहीं है, अपितु उसका अर्थ है-प्रादुर्भाव-ईश्वरसे प्रकट 
होना, ईश्वरम स्थिति और अन्तमं ईश्वरम ही लय होना । 
मानव-नहीं)नहींश यह विश्व--ईश्वरसे प्रादुर्भूत होकर 
ईश्वरमे ही विद्यमान रहता है और अन्तमे ईश्वरम ही विलीन 
हो जाता है 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तह्ह्म । 
( तैत्तिरीय ) 
अर्थात्‌ जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ दै; जिसमें यह 
रहता है और जिसमें यह पुनः प्रविष्ट हो जाता है, समझनेकी 
इच्छा करो कि वह ब्रह्म है । 
हिंदुओंने मानवको ईश्वरकी सर्वोत्तम स्चनाके रूपमै 
ही स्वीकार नहीं किया है; वह विश्वका एक लघुसंस्करण है । 
यह विश्व कीट; पतंग, वनस्पति एवं पञचःपक्षियोंका आवास 
है; मनुष्य इन सबका शीर्षस्थानीय है | यह मनुष्य ही हैः 


९८ 





सत्ताकी जरिलताको सोचता) समझता और अनुभव करता है और 
अन्तमै विश्वके कर्ता, भर्ता, हर्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता 
है । अतएव सनुष्यको भगवानक्री सर्वोत्तम सृष्टि माना 
गया है । हिंदूपुराणोंके अनुसार जीवात्मा चौरासी लाख 
योनियोँके अनन्तर मनुष्य-योनि प्राप्त करता है | अस्तु; कोई 
व्यक्ति इस बातको अस्वीकार नहीं कर सकता कि मुक्तिकी सच्ची 
पिपासा जीवको तभी होती है, जब वह जीवनके हर्ष और 
शोकका अनुभव कर लेता है और जीवनरूपी ग्रन्थका 
एक नया पन्ना उलटता है | 
सानवके सम्बन्धमें हमारे देशम एवं विदेशोंमे अनेक 
प्रकारकी विचारधाराएँ हैं । इनमेंसे हम दोकी चर्चा यहाँ 
करेंगे । वे हँ- दैवी और आसुरी । श्रीमद्धगवद्दीता आसुरी 
विचारधाराके विप्रयमे कहती है-- 


असस्यमभ्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ ॥ 
( १६।८) 


अर्थात्‌ आसुर-भाववाले लोग कहते हैं किं ईश्वर- 
नामक कोई विश्वका कर्ता नहीं है, यह जगत्‌ असत्य है और 
निराधार है, परस्पर कामजन्य संयोगसे सृष्टिका प्रवाह चल 
रहा है; इसका और क्या कारण हो सकता है ! 
छान्दोग्योपनिप्रदर्म एक उपाख्यान है- इन्द्र और 
विरोचनका | एक समय देवता और देत्योंमेयह निश्चय करनेके 
लिये बड़ा युद्ध हुआ कि हम दोनोमे कौन बड़ा है और विश्वपर 
किसका शासन चलेगा । उस समय प्रजापति ब्रह्माजी 
उनके सम्मुख प्रकट हुए और उन्होंने छोगाँसे युद्धका कारण 
पूछा । कारण विदित होनेपर प्रजापति उनसे बोले--“यदि तुम- 
लोग इस प्रकार लड़ोगे तो परस्पर प्रहारद्वारा दोनाँका शीघ्र ही 
संहार हो जायगा। यदि तुम ब्रह्मको जान छोगे,जो/अपहतपाप्मा", 
“विरज? 'विमृत्युः और “विशोकः है तो तुम सब कुछ जान 
लोगे और तसश्चात्‌ सबपर शासन करनेमै समर्थ बन जाओगे |? 
इसपर सभीने त्रहझको जाननेकी इच्छा प्रकट की। 
प्रजापतिने कहा कि “तुम दोनों अपने-अपने दलमेंसे एक-एक 
प्रतिनिधि चुनो, मैं उसीको ब्रह्मका उपदेश दूँगा और फिर वह 
तुम सबमें उस उपदेशका प्रचार करेगा? इस पर देवताओंने 
इन्द्रको और अझुरोंने विरोचनको प्रतिनिधिरूपमै छाँटा | 
इन्द्र और विरोचन प्रजापतिके निकट उपदेश ग्रहण करनेके 
लिये पहुँचे | प्रजापतिने उन्हें उपदेशसे पूर्व ३२ वर्षतक 
्रह्मचर्य्रत-पालनका परामर्श दिया | दोनोंने ब्रत-पालन 


% सानघ वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका ४ 





किया | अवधि समासि होनेपर प्रजापतिने दोनोंको एक सरोबर 
के तटपर खड़ा किया और उनसे कहा कि “जलम पड़ते हू 
अपने-अपने प्रतिबिम्बको देखो | फिर वे बोल. $ 
य ऐषोऽक्षिणि पुरुषो द्यते एष आस्मेति होवाडे. 
तद्‌ख्ुतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति । 
अर्थात्‌ नेत्रमै दृश्यमान पुरुष आत्मा है, वह नित्य और 
अभय है । विरोचन बड़ा प्रसन्न हुआ और यह सोचका 
चल पड़ा कि यह शरीर ही ब्रह्म है और आराधनीय है । तरा 
दोनों-इन्द्र और विरोचन--जा रहे थे, तब प्रजापतिने उच्च 
स्वरसे कहा कि “यदि तुममेंसे कोई शरीरको ही ब्रह्म मानक 
चला जायगा तो उसका नाश हो जायगा ।? इन्द्रने सोचा कि 
शरीर ब्रह्म नहीं हो सकता; क्योंकि यह तो वृद्धावस्था, शोक 
ओर मृत्युके वामे है | अतएव वह प्रजापतिके पास लय 
और पुनः ब्रह्मचर्यका पालन करके उसने ब्रह्मविद्याका अध्ययन 
किया किंतु विरोचन प्रजापतिके पास लौटकर नहीं गया, 
उसने स्व-वर्गीय व्यक्तियोमे झारीरात्मवादका ही प्रचार किया | 
आज हम देखते हैं कि इन्द्रके अनुयायियोंकी अपेक्षा विरोचनके 
अनुयायियौकी संख्या अधिक है । चार्वाकके अनुयायीलोग 
आत्मामें विश्वास नहीँ करते थे । वे कहते थे-- 
न स्वर्गो नापवर्गश्च आत्मा नो पारलौकिकः । 
यावज्जीवं सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “न तो स्वर्ग है न मोक्ष; परलोकमें जानेवाले 
आत्माका भी कोई अस्तित्व नहीं है । झतएव मनुष्यको चाहिये 
कि जबतक जीवित रहे, सुखपूर्वक रहे; ऋण करके मी घृत 
पान करता रहे; क्योंकि एक बार अग्निमें दग्ध हुआ शरीर 
फिर कहाँसे आयेगा |? एपिक्यूरसके अनुगामी दार्शनिक 
निस्संदेह वर्तमान चार्वाक हैं; वे कहते हैं, “खाओ, पियो 
मोज उड़ाओ; क्या पता हम कल ही चल बसें |? 
प्राचीन मिश्रदेशवासियोंकी यह धोरणा थी कि आत्माकी एक 
छायामूर्ति भी होती है। अतएव वे निष्प्राण देहको) मोम लगाकर 
पिरामिदोंमें सुरक्षित रखा करते थे । वे मानते थे कि आत्मा 
रात्रिमै शव-स्थानमै केवळ यह देखने आया करती है कि शरीर 
सुरक्षित है अथवा विखण्डित । यदि भीतरका शरीर क्षत 
विक्षत है, तो आत्मा भी विक्षत हो जायगी ; और यदि शरीर 
को नष्ट कर दिया जाय तो आल्माकी द्वितीय मृत्यु हो जायगी। 
पाश्चात्य जडवादी विज्ञान-वेत्ताओंके अनुसार मानव 


शरीर कोषोंके समुदायके अतिरिक्त और कुछ नहीं है 
एवं वह अपने वंराजोके रूपमै अमर रह सकता है | 


व्य 


oo 


'बतानेमै अक्षम है 


$ मानवता और भगवत्ता > ९९ 





जडवादी चिकित्सा-झास्तरियोंकी दृष्टिमें शरीर और आत्मा 
नामकी दो सत्ताएँ नहीं हो सकतीं | केवेनिस ( ९१७३718 ) 
का कथन है कि शरीर और आत्मा एक ही पदार्थ है | मानव 
ख्नायु-समुदायके अतिरिक्त कुछ नहीं । जिस प्रकार यक्कत्से पित्त 
निकलता दै, उसी प्रकार मस्तिप्कसे विचार निकलते हैं 
लोग वैराग्य, आध्यात्मिक साकार मूर्तियों और समाधि एवं 
मुक्तिसुखको कोई महत्त्व नहीं देते । वे कहते हैं--“विश्वके 
विषयमै विलियमकी उदासीका कारण है--उसकी जठरानल- 
मन्दता; सम्भवतः उसका यकृत्‌ कार्यशील नहीं है । गिर्जाघरमे 
एछिज्ञाकी प्रीति उसकी वातप्रधान प्रकृतिका लक्षण हवः * “** 
धर्म-परिवर्तन वयस्कता और तारुण्यका विकार है | संतो और 
आचायाँक्री भक्ति आत्म-बलिदानकी पित्रनुरूप भावनाके 
विपर्ययका उदाहरण है । ( विलियम जेम्सकृत ४21९६९5 
of Religious experience.) 


किंतु अव उन्नततर और उदारहृदय विज्ञान वेत्ता 
जीवनके गम्भीर रहस्यको धीरे-धीरे समझने लगे हैं । “साएंस 
एंड ह्यूमन प्रोग्रेस'में सर ऑलिवर लॉज लिखते हैं कि “जड 
जगतूमें कार्यकी उत्यत्तिके लिये हमें किसी सहायक पदार्थकी 
आवश्यकता होती है। जीवको शरीर इसलिये मिला है कि पञ्च- 
भौतिक इारीरपर उसकी ओर शरीरकी उसपर प्रतिक्रिया हो 
सके | शरीरका क्या अर्थ है, इसे हम समझते हैं । वह 
अभिव्यक्तिका एक साधन है, एक यन्त्र है । एक संगीतज्ञके 
आत्मामें संगीत रह सकत है, किंतु उसे दूसरोंके प्रति अभिव्यक्त 
करनेके लिये एक वाद्य-यन्त्रकी आवश्यकता पड़ती है । 
संगीतज्ञको जेते सारंगीकी, बैसे ही आत्माको शारीरकी अपे 
है | यह ठीक है कि नैसर्गिक प्रक्रियाओंके अनुसार हमने 
अनजानभे ही शरीरकी रचना की है। 


प्रयोगापेक्षी विज्ञान चेतना जीवमें कहाँसे आती है, यह 
| अबतक वैज्ञानिक लोग चींटी और मक्खी- 
की गतिका} चींटीश मधुमक्खी, कुत्ते ओर त्रंदरकी बुद्धिकी 
माननीय भावना, स्मृति और विवेकका संतोप्रजनक रीतिसे 
कारण-निर्देश करनेमें असफल रहे हैं | जीववाद एक अप्रमेय 
तत्वका निर्देश करता है-- 
न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। 
इतरेण लु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितौ ॥ 
( कठोप० ) 


अर्थात्‌ जीवन न तो प्राणके आश्रय है न अपानके) 


- 


किंतु एक अन्य वस्तुके आश्रय है, जिसपर प्राण और अपान 
दोनों ही अपनी सत्ताके लिये सदा आश्रित हैं । 


हिंदू दर्शनमें आत्मके सम्बन्ध अनेक वाद हैँ 
उदाहरणाथ देद्दात्मवाद, इन्द्रियात्मवाद और प्राणात्मवाद | 
हिंदुओंका विश्वास है कि अमर आत्मा मरणधर्मा देहमें 
निवास करता है । प्राच्य और प्रतीच्य दार्दनिकोमे इस 
विष्रयमे महान्‌ मतभेद है । प्राच्य मनीषी कहते हैं कि “देही 
देहका त्याग करता है |? किंतु प्रतीच्य चिन्तकांके अनुसार 
देह देहीका त्याग करता है | हिंदू ऋषियोंने कठोर आध्यात्मिक 
साधना करके उस सर्वव्यापक प्रभुका आश्चर्यजनक प्रातिभ 
ज्ञान प्राप्त कर लिया था; जो विश्वमै व्याप्त रहता हुआ उससे परे 
भी विद्यमान है | अतएव मानव और उसकी सञ्चिदानन्द- 
सयताके विषयमै उसकी धारणा अटल थी। भारतका इतिहास 
ऐसे अनेक उदाहरणोंसे परिपूर्ण है, जिनमें यह धारणा 
कालकी गतिसे प्रमाणित हो गयी। मानव मांस और अस्थियोंका 
पुज्ञमात्र नहीं है | वह ईश्वरका अंश है । कई वर्ष हुए, 
हिमाल्यके अरण्यमेसे होकर बहती हुई गङ्गाजीके तटपर 
एक संत रहा करते थे । वे ज्ञाननिष्ठामै स्थित रहकर अपना 
अधिकांश समय तपश्चरणमें व्यतीत किया करते | एक दिन 
सायंकालको जब वे गङ्गाजीका जल लेने नीचे उतरे तो सघन 
वनसे सहसा एक व्याघ्र निकला और उनकी ओर झपटा । 
वह भयंकर पशु उन संतको बलात्‌ पकड़कर ले चला; 
किंतु उनके मुखसे “सोऽहम्‌, सोऽहम्‌? की ध्वनि निकल 
रही थी । यही एक ऐसा उदाहरण नहीं है- अन्य भी 
अनेक हैं, जहाँ साधकोने अपने शरीरसे अतिरिक्त आत्माका 
अनुभव किया है | इतना ही नहीं; तंत-महात्मा दिव्यानन्दके 
सर्वोच्च अनुभवकी खितिमै रहा करते है और परमात्माकी 
अखण्डता और व्यापकताके--“सबै खल्विदं ब्रह्म? के संदेशको 
ढुहराया करते हैं। ऐसे महान्‌ अध्यात्म-ज्ञान-सम्पन्न 
व्यक्तियोंकी दृष्टिम पापी कहानेवाला व्यक्ति भी प्रभुसे भिन्न 
नहीं होता । यह विस्मयोसादक अनुभूति संसारके सभी 
धर्मोमि देखनेको मिलती है । बौद्ध-धर्मकी अम्बुपाली कौन 
थी १ ईसाई-धर्मकी मर्था और मेरी कौन थीं ! बगालके 
नवीन वैष्णवधर्मके जागाई और माघाई कौन थे ! वे सब 
महामानवकी चामत्कारिक शक्तिद्वारा परिबर्तित ऐतिहासिक 
व्यक्ति थे | 
मानव ब्रह्मत्वकी प्राप्ति करनेतक बिकासके विविध स्तरोंका 
अतिक्रमण करता है । प्रारम्भिक दशार्मे अज्ञानके कारण बह 


१७० % मानव वही जो साथ तज होता पथिक परमार्थका * 





हन लीले ताना. पि न तामा माका मार्गपर चलने लगता है, जिसका परिणाम होता है--- 
दुःखको कष्टप्रद अनुभूति; किंतु जब सच्चकी वृद्धि होती 
है, तब वह अपने दोषोंका परिमार्जन करता है, और क्रमशः 
अपने मूलभूत विशुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लेता है । स्वामी 
विवेकानन्द महाराजका कथन है कि मानव अल्प सत्यसे 
महान्‌ सत्यकी ओर चला करता है, किंतु असत्यसे सत्यकी 
ओर नहीँ । सूर्यकी ओर यात्रा करते समय पद-पदपर तुम 
उसका छायाचित्र लेते चलो | जब तुम इन छायाचित्रौकी 
तुलना करोगे तो तुम्हे सत्रमें अन्तर प्रतीत होगा, यद्यपि 
सूर्यं एक ही है। मानवकी भी यही वात है; अतएव वह 
ज्ञान और प्रकाशस्वरूप परमात्माकी प्रतिकृतिके अतिरिक्त 
अन्य कोई वस्तु नहीं है । 
शान्तिके उन दिनोंमें, जब इस पवित्र देशकी जनता 
इस दिव्य आदशंका पालन करती थी, समग्र देश स्वर्ग प्रतीत 
होता था । भारतमै बौद्ध-धर्मके स्वर्ण-युगमे भी यह देदीप्यमान 
चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होता था । चीनी यात्री फाह्यान और 
हवेनसाँग भारतमै तीर्थपर्यटन एवं झिक्षा-पराप्तिके लिये आये 
थे । उन्होने अपनी यात्रा दैनन्दिनीमै अपने प्रशंसनीय 
अनुभव लिखे थे । उन्होंने लिखा है कि “भारतमै काराग्रह 
तो हैं) किंतु उनमें अभ्यस्त बंदी नहीं है और यहाँके 
निवासी अपने घरोंके द्वार खुले रखकर सोया करते हैं |! उन 
दिनों भारतकी नेतिक एवं आध्यात्मिक संस्कृति उन्नतिकी 
परम सीमातक पहुँच चुकी थी । 
तब क्या कारण है कि आज हम सर्वत्र विषम परिस्थितिको 
ही देखते हैं तथा वैज्ञानिक एवं यान्त्रिक उन्नति होनेपर 
भी प्रायः सभी व्यक्ति सतत आतङ्कित एबं परस्पर सशङ्कित 
` जीवन व्यतीत कर रहे हैं | क्या कारण है कि स्वर्ग, जो कभी 


०००००००००० वी मय ---... 
इसी धराधामपर अवतरित किया गया था, आज 
नहीं हो रहा है १ इस दयनीय दशाका उत्तरदायित्व किप 
है १ मानव निस्संदेद ईश्वरका अंश है और निश्चय ही यथास 
दिव्यताक्ो प्राप्त कर लेगा । किंतु अध्यात्मविद्या और सस्कृत 
संरक्षकोने न तो इसपर उतना ध्यान दिया है और न उतना 
यत्न ही किया है जितनेकी उनसे आशा की जाती है। वे टी 
पथप्रदर्शक हैं और उन्हें ही मानव-जातिको यह दिखाना है 
कि ईश्वर, आत्मा और केवल्य निरे थोथे शब्द ही ह 
अपितु वास्तविक तथ्य हैं । वे ऐसे सत्य हैं, जिनकी उपलब्धि 
यहाँ और अमी हो सकती है।समय आ गया है उस 
परम तच्वके श्रवण, अभ्यास और साक्षात्कार करनेका 
तभी यह विश्व स्वर्ग बन सकेगा। आज चन्द्रलोक एवं 
लोकान्तरोमें जानेका उद्योग किया जा रहा है, किंतु क्या 
इतनेसे उन उद्योगियोंके मन बदल जायेगे और वे चन्द्रोत 
निवासी बन जायेंगे १ मै तो ऐसा नहीँ समझता | मानव 
ईश्वरकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति है । जवतक उसकी दृष्टि सर्वथा 
बदल नहीं जाती, भौतिकतासे आध्यात्मिकता नहीं हो जाती, 
तबतक विज्ञानके क्षेत्रमै कितनी भी प्रगति क्‍यों न हो जाय, 
विश्वका वह सुन्दर रूप नहीं होनेका, जिसमें मनुष्य निरापद्‌ 
और सुरक्षित रहकर परस्पर स्नेह-सहयोगका जीवन विता 
सके तथा वैयक्तिक) जातीय राष्ट्रिय, राजनीतिक एबं 
भौगोलिक सीमाओंको भूल सके | क्या हम आशा करें हि 
प्रभु अपनी संतानके प्रति असीम वात्सल्य, कृपा और 
करुणासे प्रेरित हो मानव-जातिको वरेण्यतम भावनाओं एवं 
आद्शंसि अनुप्राणित करेंगे और पुनः एक बार इस 
घराधामपर स्वर्गको अवतरित करेंगे ? कि 





९०-१०८१७०६>---<०--- 


मानव किधर ! 


आज कोलाहलमे मानव-शिशु भटक गया ! 
थोडेसे खिलौने विज्ञानके- 


खींचे लिये. जाते हैं-- 

विकराल विनाशके गर्तकी ओर उसे। 
महायुद्ध न भी हो, 
ईश्वर दया करे! 


क्षीण हुआ जाता स्वास्थ्य, 
क्षीण हुईं जाती शान्ति, 
वासना आज आराधनीया बन गई! 
शौच-सदाचार-- 
प्रगतिशील मानवके सम्मुख यह असभ्य चर्चा ! 
>. 
हाय रे मानव ! 
मानवका ऐसा पतन !! 


TBF सुदर्शनति 


# मानवता-धर्म + १०१ 


eT NNN 
ee 


पानवता-धमे 


( ढेखक-श्रीखामी खाहानन्दजी, सम्पादक 'वेदान्त-केसरी? ) 





क NS तर 
[ मानवताका अर्थ जनता भी हो सकता हे ओर मानवोचित गुण तथा उदारता भी । इसी प्रकार मानवताके 
,/ धर्मका भी अर्थ मानव-धर्म तथा दयालुताका नेसर्गिक 'र्स दोनों हो सकता है । हमने यहाँ मानवता अर्थात्‌ मनुष्योंकी 


८.२ 





समष्टिको 'उपासना-योग्य महापुरुष? के रूपमें ग्रहण किया है। ] 


धर्मनिरपेक्षताके विकासके साथ ईश्वरके प्रति विश्वास क्षीण 
हो गया है । प्रस्यक्षमै ही नास्तिकताकी मनोवृत्ति सम्पूर्ण विश्वमै 
फैल रही है | पश्चिममै तो धर्मनिरपेक्षता एवं नास्तिकताका बहुत 
पहले आरम्म हो गया था । ईसाई-घर्मके व्यापक प्रमावकी 
उपेक्षा करके ही पाश्चात्य ज्ञानको आगे बढ़ना था । प्रतिक्रिया- 
स्वरूप दाशनिकोंमें ईश्वर तथा धर्मको अपदस्थ करनेकी प्रवृत्ति 
उत्पन्न हुई। किंतु सामाजिक दर्शनशास्त्रियोंने देखा कि निस्स्वाथं 
कर्म करनेकी स्फूर्ति प्रदान करनेके लिये मनुष्यको किसी धर्म 
या निष्ठाकी आवश्यकता है | इसलिये उन्होंने ईश्वरके स्थान- 
पर मानवताको स्थापित करना चाहा । इस प्रकार प्रत्यक्षवाद 
और मानवतावाद उत्पन्न हुए । ज्ञानकी विभिन्न शाखाएँ एक 
देशीय हैं । वे प्रकृति अथवा समाजके किसी एक विशेष पक्षका 
गहन अध्ययन प्रस्तुत करती हैं | इसलिये वे जिन निष्कर्षोपर 
पहुँचती हैं, उनमें ईश्वर या धर्मका कोई वर्णन नहीं आता | इन 
सब शास्त्रांका धर्मके पक्ष या विपक्षमै कोई मत नहीं रहता; 
क्योंकि यह विषय उनके क्षेत्रसे बाहर होता है | किंठ आंशिक 
सत्यपर आश्रित वैज्ञानिक तच्वज्ञानने विचारोंमें उलझन अवश्य 
उसन्न कर दी है | आधुनिक राजनीतिक चिन्तन भी वैज्ञा 
निक होनेका दावा करता है ओर या तो ईश्वरकी उपेक्षा 
करता है, जैसा धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रमे देखा जाता है; या फिर 
उसका तीत्र विरोध करता है, जैसा कि हम समूर्णसत्ता- 


धारी साम्यवादमै देखते हैं | परंतु चूँकि उसका सम्बन्ध 


मानव-प्राणियोंसे होता है, इसलिये वह ईश्वरमै निष्ठाकी उप- 
योगिताको जानता है ओर स्वयं मानवताको ही ईश्वरके 
आसनपर आसीन करनेकी चेष्टा करता है । 


स्वभावतः प्रश्न उठता है--“क्या ऐसा करना उचित 
है १? “क्या मानवताको ईश्वरके स्थानपर बिठाना चाहिये १ 
जैसा गेटे कहता है, यह तो सत्य है किं “विश्व इतिहासके 
गहनतम विचारका विषय) बल्कि एकमात्र विचारका विषय 
आस्तिकता और नास्तिकताका संघर्ष है | मानवीय इतिहासके 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण युग आस्तिकताके युग हैं | आस्तिकता भळे 


ही विविध नामों तथा रूपोंकों ग्रहणकर आगे बढी हो, पर 
वह सदा मानवताकी श्रेष्ठतम हलचलेंमें सबसे आगे रही है | 

इतिहासके सभी महत्त्वपूर्ण युगोंमें, जिनमें मनुष्यने 
अपने आत्माकी उच्चतम शक्तियाँको प्रकट किया है) आध्या- 
स्मिक एवं नैतिक व्यवस्थामें तथा मानव-आत्माकी अमरता 
एवं मानवीय गुणोंकी अविनाशशीळतामै, जो दोनो उस परम 
शक्तिपर, जो अदृश्य; शाश्वत तथा सर्वशक्तिमयी है, आधारित 


हैं--विश्वास ही सानवःक्रियाशीलताका मुख्य खोत रहा है । 


इस महान्‌ ऐतिहासिक विषयकी ओर प्रस्यक्षवादी एवं 
मानवतावादीकी दृष्टि क्या है! वे इसकी वास्तविक सत्तामें संदेह 
करते हैं और इसे मानव-मनकी कतिपय आवस्यकताओंकी 
पूर्तिकी इच्छाका परिणाम मानते हैं । उन्होंने मानवताको 
ईश्वरके स्थानपर विठा दिया है और उसे वास्तविक एवं 
समर्थ मानते हैं । वे सम्पूर्ण व्यावहारिक प्रयलोंके लिये स्फूर्ति 
प्रदान करनेवाली लोक निष्ठा एबं छोक-प्रेमको आकर्षित करना 
पर्याप्त समझते हैं | ये प्रत्यक्षवादी विचारक हमसे कहते हैं कि 
“ईश्वरको निश्चितरूपसे सिंहासनच्युत कर देना चाहिये; इससे 
संसारकी कोई हानि नहीं होती; क्योंकि उसका स्थान मानवता ले 
लेती है और उसके सम्पूर्ण कार्योकी करती है। ईश्वरनिष्ठासे उत्पन्न 
जीवनका सौन्दर्य एवं श्रेष्ठता इसमें भी बनी रहती है) बल्कि 
उसके प्रत्यक्ष सत्य एवं वैज्ञानिकरूपसे प्रमाणित करने योग्य होने- 
के कारण ओर बढ़ती ही है | मानवतारूप इस परम पुरुषके 
प्रति; जिसमें हम जीते; चलते-फिरते और अपना अस्तित्व रखते 
हैं और जिसकी गोदमें हम बुलबुलोकी भाँति उठते और 
मिटते दै; हमारी सम्भ्रम एवं दिव्यताकी भावना भी जागरित 
हो सकती है । युगोंकी विरासत हमारे पास है । इसके 
पासतक पहुँच सरल है) इसलिये यह अधिक प्रेम करने योग्य है| 
इस प्रकार उनका दावा है कि मानवता बुद्धिगम्य होनेके साथ 
ही हृदयकी लाळसाओंकी पूर्ति भी करती है तथा तथ्य एवं 
अनुभवके अकाट्य आधारपर खड़ी है |? इस प्रकार उन्होंने 
मानवताको धर्मका बिप्रय बना दिया दै । 


१०२ 





> 





किंतु क्या मानवता सचमुच उपासनाकी वस्तु हो सकती 
है और क्या इसकी उपासना मनुष्यको अपने कर्तन्यरूप 
आदर्शकी सिद्धिके लिये अपने आवेगोंको जीतनेमें हमारी 
सहायता कर सकती है ! जब हम विविध धर्मोका अध्ययन करते 
हैं तो देखते हैं कि एक अदृश्य सत्ता सदेव उपासनाका विषय 
रही है । वह सदेव सर्वातिरिक्त, सबसे परे रही है | यहाँतक 
कि जंगलियों एवं आदिवासियाँकी जड-उपासना भी केवल प्राकृत 
विषर्योसे सम्बद्ध नहीं रही, बल्कि उसमें भी उन सबमें अनुस्यूत 
एक अदृश्य, अन्तःस्थ सत्ताकी भावना है । उच्चतर धर्मोंमे यह 
धारणा और विकसित है । पुरातन भारतीय विचारकोंने 
उपासनाके एकमात्र विषय, शाश्वत चेतनका वर्णन इन शब्दोंमें 
किया है---“आँखें वहाँ प्रवेश नहीं कर सकतीं) न वाणी एवं 
मन ही वहाँतक पहुँच सकते हैं? ( केन० १।३ ) 
प्रत्यक्षवादियाँकी भूल यह है कि वे भक्तिप्रेरित क्रियाके दो 
क्षेत्री, स्तरोंको एक समझ लेते हैं; ईश्वर जहाँ अहस्य 
जगत्‌मै क्रियाशील है, वहाँ मानवता वैज्ञानिक या दृश्य जगतूमे 
कार्य करती है । यदि अतीतके धर्मको आधार बनाना है--- 
और यदि उनके विकासवादका सिद्धान्त समस्त विश्वपर 
लागू होता है तो ऐसा करना ही पड़ेगा--तब प्रप्यक्षवादियाँका 
मानवता-धर्म आधाररहित हो जाता है । तार्किकमै दृष्टिसे 
त्रुटि है । व्यावहारिक दृष्टिसे देखें तो मी मानवता उपा- 
सनाकी वस्तु नहीं हो सकती । उपासनाका तात्पर्य ही पवित्रता 
एवं धार्मिकताके भावमे प्रवेश करना है । अपने प्रत्यक्ष- 
बादी पक्षौमे मानवता हमें उदात्त नहीं बनाती प्रत्युत विराग 
उत्पन्न करती है । जैसा प्रो हक्सले कहते हैं,--“मैं अध्ययनके 
दूसरे किसी विषयको इस प्रकार नितान्त अवसादजनक नहीं 
पाता जितना मानबताके बिकासको पाता हूँ ।? किसी भी ऐसे 
प्राणी या सत्ताकी पूजा करना असम्भव है, जिसका इतिहास उतना 
ही बुरा हो जितना हमारा रहा है और जो अपनी न्याय एवं 
धर्मबुद्धिपर गौरव न अनुभव कर सकता हो | मानवताकी 
पूजा करनेके अनुरोधपर काइरलेटने कहा था--“मानवताकी 
पूजा करूँ £ नही, आपका धन्यवाद, मैं इस जीवको भली- 
भाति जानता हूँ ।? 
फिर जिस शाक्तिकी उपासना हम कर सकें; वह केवल 
साधुद्गत्ति ही नहीं) बल्कि शाश्वत एबं स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाली 
भी होनी चाहिये | मानवता ऐसी नहीं है; वह विकासका 
एक अस्थायी परिणाममात्र है | वह देशतः एवं 
काळतः असीम खुजनात्मक शक्तिकी झाश्चतधारामें एक 


के: मानब बही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका > 


प ङस्स्सुए_पुरुपजि 3 3... 


है. 
| 


त्स 





= 


त्च्च्च्च्् | 
बुद्बुदके समान है | असीम खोतकी उपेक्षा करके मङ्ग 
उपासना करना मूखंताकी सीमा होगा । ह| 
निस्संदेह मानवताकी पूजा सम्भव है, पर च | 
ईश्वरीय सत्ताकी अभिव्यक्तिके रूपमै ही | इसका समरन 
भारतके सर्वोच्च दार्शनिक संतने किया है । आचार्य शंके 
अपने निम्नलिखित प्रसिद्ध वचनमें अपने वेदान्तदर्शनका सार - 
रख दिया है-- 
ब्रह्म सत्यं 





जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। 

“केवल ब्रह्म सत्य है; जगत्‌ मिथ्या है और जीव प्रहर 
भिन्न नहीं है |? 

इतने वर्षोतक हम उपर्युक्त वचनके पूर्वार्दपर ही वर 
देते आये हैं । भारतके देशभक्त संत स्वामी विवेकानन्दे | 
पुकारकर इसे इसके उत्तराद्धको कि जीव वस्तुतः शिव है 
और इस दृष्टिसे मानवताकी सेवा ईश्वरकी ही सेवा है, आद 
देना सिखलाया । प्रत्यक्षवादियोंका जगतूके अन्तरालमै खित 
आत्माका बहिष्कार करके सानवताकी उपासनाकी बात कहना 
मानो हमसे शवकी उपासना करनेको कहना है; जिससे आत्मा 
निकल गयी है । स्त्री-पुरुषोंका समुदाय वह प्रेम एवं सम्मान | 
हममे जगा नहीं सकता; किंतु ईश्वरीय आदश | 
संयुक्त मानवता तथा मानव-जाति एबं उसके इतिहासं 
अपनेको अभिव्यक्त करनेवाले ईश्वरके प्रति अवश्य हमारे अंद | 
भक्ति एवं उपासनाका भाव जाग्रत्‌ हो सकता है । प | 
जिनके छिये केवल प्रत्यक्ष ही सब कुछ है और मृलुही | 
अस्तित्वका अन्त है, उनके लिये कोई बस्तु पवित्र नहीं हो | 
सकती और बिना पाबनताक्रे विश्व मृत्यु एवं विकारी । 
पूर्ण हो जायगा । | 

इस प्रकार मानवता उपासना एवं भक्तिका विषय बनने | 
के अयोग्य है | उसमें स्वतः आत्मबलिदानके कायाँके प्रति 
प्रेरित करनेवाली करिसी उच्च स्फूर्ति अथवा वीरमावपूर्ण भ्त | 
को जगानेकी सामर्थ्य नहीं है । कर्तव्य-भावना और मैत 

उसपर वळ देना धर्मही महती देनके रूपमै स्वीकार कि. | 
गया है । पर जिस मानवतावादी धर्मने ईश्वरीय शक्ति तया 
समाजको नैतिक “10५ या र यी क कर | 
के लिये पर्याप्त स्फूर्ति प्रदान 

सकेगा ! प्रक्ृतिके परे \ 
सम्पूर्ण विश्वासका त्याग 1 
किया ही नहीं गया है 


जो अतान्द्रिय सत्ता है, उसके प्रति 
करके मानबता-धर्मका आचरण अभी म 
| कहा जाता है कि ऐसे आदमी दै ही 


ण 


ह 





# मेरी मानवता ही भगवत्ता है ३ १०३ 
ST Ts MN 
न्स नमन यमन 


जो किसी भी धर्ममै विश्वास किये बिना ही निस्स्वार्थ जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं । किंतु इसका कारण वह चतुर्दिक व्याप्त 
धार्मिक वातावरण है; जो उन्हें अनजाने ही प्रभावित करता 
रहता है | विरासत एवं तत्कालीन जन-साधारणके सरका 
ब्यक्तियोपर दृढ़ प्रभाव पड़ता है । 

स्थायी वस्तुओको लोग क्षणभंगुर अनित्य वस्तुओंकी 
अपेक्षा अधिक मानते हें । उनका आत्सा सर्वव्यापी और 
शाश्वतकी सेवा करनेको उत्कण्ठित रहता है और ईश्वरके 
कार्योमे भाग लेनेमें अधिक उत्साहका अनुभव करता है | 
किंतु जिन लोगोंका प्रत्यक्षवादियोंकी भाँति यह विश्वास है 
कि मानव-जाति एक क्षुद्र विश्वमे एक अत्यन्त क्षुद्र बुद्बुदके 
समान है और विनष्ट दोनेवालो है, उनका उत्साह सर्वथा 
भग्न हो जाता है। अमरता तथा मानवके कर्मोंका स्थायी 
परिणाम विना आत्मोत्सर्गकी क्रिया एक चरम सामाकी भूल 
होगी | ऐसा विचार आनेपर कर्तव्यके प्रति निष्ठा भी 
शिथिल हो जायगी । 


ह क्या है, जो हमें अपने सहमानवोको प्यार करने तथा 
पाप-पथसे विरत होनेको विवश करता है १ वह है यही बिश्वास 
कि एक ही ईश्वरीय शक्ति, एक ही भगवत्ता सबके अंदर है | 
सदाचारमय जीवन ओर सत्कर्मके सिद्धान्तमें ही यह बात निहित 
हैकि एक परम चैतन्य सबसें व्याप्त होकर सबकी एकताके सूत्रमै 
पिरो रहा है और जिसके साथ हम सूत्रमै मणियोंकी भाति गुँथे 
हुए हैं । इस विश्वासके बिना जगत्‌ अव्यवस्थाकी स्थितिमें आ 
जायगा और नैतिक जीवन एक श्रान्तिमात्र रह जावगा । ईश्वर, 
मरणोत्तर जीवन तथा व्यक्तिमे स्थित ईश्वरीय ज्योतिः-कणको न 
मानकर मानवता-धर्म नीति, सदाचरणके आधारको ही 
समाप्त कर देता है | वह निस्स्वार्थ कर्मके लिये मानवको 
प्रेरित करनेवाली शक्ति उससे छीन लेता है और उसे एक ऐसा 
प्रेमरहित एकाकी जीव बना देता है, जिसके पास वर्तमानके 
लिये कोई सान्त्वना तथा भविष्यके लिये कोई आशा नहीं है | 


-5#5&89-0:8892-७.- 


मेरी मानवता ही मगवत्ता है 


( छेखक---स्वामीजी श्रीरामदासजी ) 


> 
प्रश्‍न--मानवता भगवत्ता कसे हे ? 


उत्तर--मानव-प्राणीम॑ विवेक है, जिसका सर्वोत्तम 
उपयोग वह भगवानको पानेकी तीव्र आकाङ्काके विकासमें 
कर सकता है | यह आकाङ्वा वैपयिक सुखोंके प्रति गहरी 
अनासक्तिसे समर्थित होनी चाहिये | अब देखो, जीवनका 
उद्देश्य क्या है ! आनन्द ! यह प्रिय उद्देश्य ईश्वर-साक्षात्कारके 
द्वारा ही पूर्ण होता है । यह ईश्वर सनातन, निरतिशय 
आनन्दरूप है। 

विषयोसे मुझे जो सुख प्राप्त हुआ, वह न केवल 
अनित्य था, बल्कि वेदना और दुःखसे संयुक्त था-- 
यह तथ्य मै अच्छी तरह जान गया । इसलिये 
मैंने क्षणस्थायी पदाथोसे मनको हटाकर जीवनके शाश्वत 
खोत- ईश्वरमै उसे लगानेकी प्राणपणसे चेष्टा की 
ईश्वर- जो सत्‌, चित्‌ और आनन्दरूप है- मेरै अंदर है। 
मनको असत्‌- जीवनकी बाह्य वस्तुआँसे हटाकर मैंने 
निरन्तर, उसके पवित्र नामके जपद्वारा, उसके स्मरण- 
में प्रवाहित होने दिया । निरन्तर स्मरणने मेरे मनको 
विशुद्ध और नियन्त्रित कर दिया । 


_ अब रहस्यमयी गुरु-कपाने--जिसने पहले मुझे ईश्वर- 


की खोजकी ओर प्रेरित किया था--युगोसे मेरे आत्माको ढक 
देनेवाले अज्ञानके परदेको हटा दिया । परिणाम यह हुआ 
कि प्रकाशकी एक बाढ़ आ गयी और यह प्रकाश मेरे 
शरीर एवं इन्द्रियोसे ही नहीँ सम्पूर्ण जगत्‌मै व्याप्त हो गया | 
इस दीक्तिमें मेरा आत्मा विलीन हो गया । इसके बाद 
मेरे अंदर एक समष्टि-चेतनाका उदय हुआ और मेरे अचळ 
सर्वव्यापी आत्माका ज्ञान हुआ । इसके बाद इससे भी ऊँची, 
इससे भी पूर्ण और इससे भी आनन्दमय अनुभूति मेरे प्रबुद्ध 
आत्माको हुई | वह थी मेरे आत्माका विश्रप्रपञ्चके साथ 
एकीमाव । दूसरे शब्दोंमें मुझे अनुभूति हुई कि मेरा आत्मा 
और विश्व एक हैं । आधिञ्चन्य आत्माके साक्षात्कारपर 
आधारित इस दिव्य चमत्कार और अनुभवने मुझ मानब- 
प्राणीको सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त ईश्वरका मूर्तिमान्‌ रूप 
बना दिया | 

जैसे पहले मेरे आत्माने पञ्च॒तासे उठकर मनुष्यतामें 
प्रवेश किया» वेसे ही अब वह मानवतासे ऊपर उठकर 
ईझ्वर--पुरुषोत्तमके रूपमै बदल गया। यह आध्यात्मिक एबं 
दैहिक दोनों प्रकारका विकास था-न्महत्तम परिणति, इस 


१०४ 








१६ मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परसार्थका # 








हि नरक नह. हो जाती | अपने आत्मन पंप , जा अपनी सम्पूर्ण दिव्यताके साथ अपनेको व्यक्त 
करनेके ईश्वरीय संकल्पकी श्रेष्ठतम सिद्धि । 

वास्तवसै ईश्वर ही साधक हे और ईश्वर ही साध्य है | 
यह उनकी रहस्यमयी लीला हे । वास्तवमै मेरा आत्मा 
और ईश्वर जीव और ब्रह्म एक हैं | उनकी जय हो ! 


इतनेपर भी वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सम्मावनाएँ, 


न्या 


~ क 
नहीं हो जातीं । अपने प्रारम्मिक संघर्ष और आ 
बराबर मैंने जो निकटस्थ और व्यक्तिगत सम्बन्ध 
और प्रियतम सम्बन्ध उनके साथ रखा) वह इस समय स 
घनिष्ठ और स्थायी हो गया है । एक अवेक्षणशीला मॉं हर 
उपकारी खामीकी भाँति अब वे मेरे नित्य सखा हैं | मतु 

पद्म एवं पक्षी--नहीं) सम्पूर्ण प्राणियों एवं वस्तुओँमे म. 








जिनके द्वारा भगवानने मुझे अपनी ओर खींचा) समाप्त में उनको--अपने प्रियतमको देखता हूँ । उनकी पुनः जय हो| 


— RII 77 


मानवताका सुख ओर मानवताका ज्ञान 


( छूखक- स्वामीजी श्रीमाधवतीर्थजी महाराज ) 


१-प्राचीन कालमें जब सत्ययुग था, तब मनुष्य आत्माके 
ज्ञानको “सच्चा ज्ञान? और आत्माके सुखको ५सच्चा सुख? 
मानता था। उस समयके संस्कारोका इतिहास हमको गास्रोमै 
मिल सकता है । ९ 

२-पश्चिमके देश ऐसा मानते हैं कि प्राचीन कालमे 
मनुष्य पश्यु-जैसा था । उसे भोजन बनाना भी नहीं आता था; 
इसलिये वह पशुओको मारकर खा जाता था । पीछे बस्ती 
बढी, बुद्धि बढी और मशीनोंका आविष्कार हुआ । इसको 
बहाँके लोग विकास कहते हैं | भारतीय आर्याका उनके साथ 
संस्कारका सम्बन्ध हुआ | 

३-बुद्धके समयतक और ईसामसीहके समयतक मनुष्यके 
पास इन्द्रियोंके भोगके लिये बहुत साधन नहीं थे । इससे 
अनीति मयाँदामै रहती थी । उसके बाद क्रमशः वस्ती बढी, 
मशीनें बढ़ीं; विद्युत्‌का आविष्कार हुआ, भोगके साधन 
बढ़े तथा सब देशोंके संस्कारोंका मिश्रण हुआ । कलियुगके 
जो दोष हमारे शास्तरौमे लिखे है, वे सब आज भी देखनेमे आते 
हैं। मुसल्मानोक्रे हिंदुस्थानमें आनेके समयतक वर्णाश्रमधर्म 
चालू था और स्त्रिया पर्देम रहती थीं | अंग्रेजी राज्यमें स्त्रिया 
पर्दा छोड़कर बाह्यजीवनमै भाग लेने लगीं और पुस्थोकी 
बराबरी करने लगीं । कालेजोमें जवान लड़के और लड़कियों 
का सह-शिक्षण शुरू हुआ ओर ख्रियोंका मासिक रजखला- 
ब्रत पालन करना भी प्रायः बंद हो गया । णहस्थाश्रम 
लंबा हुआ? बस्ती बढी, मौज-शौक बढे और घरका खर्च 
बढ़ा । खर्च पूरा करनेके लिये और मौज-शोकके लिये पैसा 
बढानिकी जरूरत पड़ी और फलस्वरूप सहज ही अनीति बढी । 
मोटर और विमानके लिये ब चाहिये और एथिवीका 
अधिक पेट्रोल अरबके देशोम हे । इससे ऐसी मान्यता उत्पन्न 


हुई कि जिसके आधिपत्यमें अरबके देश रहेंगे, उले 
आधिपत्यमे प्रथ्वी रहेगी | इससे छड़ाईका बीज अखके देशे. 
मै ही उत्पन्न होगा; ऐसा लगता है । 

४-दूसरी मान्यता यह उत्पन्न हुई कि “पूँजीवाले को 
मजदूरोंसे अधिक काम लेकर उस कमाईसे अधिक मौजगो 
करते हैं और मजदूर वह सुख नहीं भोग सकते | इसे 
पूँजीवाले छोगोंके ऊपर कर और कानूनका बोझ डाल, 
उनके पेसे घटा दिये जायें और मजदूरोंकी आय बढ़ै 
चाहिये |! इससे राजाओंके राज्य गये, जमादार 
जमीन गयी और सेठलोग करके बोझसे दब गये; प 
करके बढ्नेसे महुँगाई बढी, मजदूरोंमें भी मौज-शौक आबा 
मजदूरोंका खर्च बढ़ गया और वे भी सुखी नहीं हुए 
तब वे अधिक मजदूरीके लिये हड़ताल करने लगे | यही नहीं! 
इन्द्रिय सुख ही सचा सुख है, ऐसी सबकी मान्यता हो गयी | 


“अब ज्ञानका विचार कीजिये । ज्ञानका साधन ब 
दै और इससे कुछ लाभभी हुए हैं। पुस्तकोंकी सुविधा हो ग 
६ | “कल्याण? मासिकपत्रकी लाखों प्रतियाँ और गीतप्रेछ 
सस्ती पुरके जनसमाजमें पहुँच रही हैं । ( समाचार | 
और रेडियोके द्वारा दूरके देशोंका समाचार ठरत जत 
जा सकता है तथा पश्चिमके सापेक्षवाद, कांटम थियरी औं. 
जेस्टाल्यके मानसशाख्रसे भी ज्ञानका सा 
समझनेका साधन बढ़ा है । 
वर्ष हुए हैं । अधिक लोग 
क्योंकि इनमें बहुत सूक्ष्म बुद्धिकी 


९ 


घन और 

इस अनुसंधानको अभी पर्व 

इसका लाभ नहीं उठा त. 

की आवश्यकता पड़ती है | रे 2 

देवळ राजा पाडा पि यह हुआ है कि प्राचीन को 
राज्य करते थे और केवल क्षत्रिय लड़ते य 


परम”. 


[EE 





पढ़ाने-लिखानेका काम धर्मगुरु करते थे । अब बस्ती बढी तो 


# मानवताका सुख और सान्नबताका शान 5 





पार्लमेंटका राज्य हुआ । लड़ाईके समय सारी प्रजा लड़ती 
है और रिक्षा-दीक्षाका काम राज्यके मन्त्रियोके हाथमे है । 
इससे मनुष्यको देश जीतने तथा देशकी रक्षा करनेका ज्ञान 
अधिक मिळता है । देशकी रक्षा करनेकी चिन्ता बढी है । इससे 
भविष्यका विचार आता है; और कालको कोई जीत नहीं सकता | 
७-सिनेमा भी बहुत बढ़े ओर इनसे मनुष्यकी वृत्तियाँ 
उत्तेजित होती हैं | सिनेमा आनेके पहले नाटक थे, उनमें 
प्रायः स्त्रिया अभिनेत्री न होनेसे मनुष्योंके मर्नोमै विकार-बृद्धि- 
की भी कम सम्भावना रहती थी और उनसे मनोरञ्जनके 
साथ कुछ बोध भी प्राप्त होता था; परंतु आजकलके सिनेमाके 
मालिक यह समझते हैं कि उनका कर्तव्य केवल मनोरञ्जन 
करके पेसा कमाना है | उपदेश देना उनका काम नहीं है, 
ऐसा वे मानते हैं । मनोरञ्जनमात्रका कार्यक्रम रखनेसे 
उनको तो कमाई अच्छी हो जाती है, पर लोगोंके चरित्रका 
नाश होता है । इस कमीको दूर करके उपदेदाप्रद फिल्म 
बनानेके लिये सिनेमाकी देखरेख रखनेवाले सरकारी 
अधिकारियोंको मैंने पत्र लिखे; पर उन्होने कहा कि इस 
विषयमै उनकी कोई दिळचस्पी नहीँ है | इसपर ज्ञानके साथ- 
साथ लोगोंको मनोरञ्जन मिले) इस प्रकारकी मेने कुछ स्लाइडें 
तैयार करायी और वे अभी लोगींको दिखायी जा रही हैं । 
८-प्राचीन कालमें धर्मका अर्थ अभ्युदय ओर निःश्रेयस 
होता था । आजके युगमें धर्मका अर्थ केवल 'समाज-सेवा? 
है । पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ये चार पुरुषार्थ थे । 
अब अर्थ ओर काम- यै दो ही पुरुषार्थ रह गये हँ इस 
कारण गहस्थाश्रम लंबा हो गया है । हिंदुस्तानमें प्रतिदिन 
१३,००० की जनसंख्या बढ़ती है ओर सारी एथ्वीपर कुछ 





८०,००० की जन-संख्या बढ़ती है | यूरोप और अमेरिक्राके 


होटलोमे भोजन और निवासकी व्यवस्था रहती है और कितने 
ही होटलोंमे युवती स्त्रियोकी भी व्यवस्था रहती है । शहर बढ़ 
गये हैं और प्रवृत्ति बहुत बढ़ गयी है । विविध प्रदत्तिवाला 
मनुष्य अपनेको देख ही नहीं सकता । 

९-श्रीअरविन्द कहते थे कि अब मनुष्यका जीवन किसी 
मनुष्यक्री शाक्तिसे सुधरनेवाला नहीं है | इसलिये मगवानके 
अवतारकी आवश्यकता है | नयी सडको और नये अस्पतालों- 
से सुधार नहीं होगा, बल्कि मानवतामे नयी चेतना आनी 
चाहिये | श्रीमःद्भागवतमे जो “भविष्य? कथन है) उसके अनुसार 
कल्कि भगवान्‌ देवदत्त नामके घोड़ेपर बैठकर दस्युओंको 


मा० अं० १४-- 





१०५ 


oo 


मारेंगे । पश्चात्‌ भगवान्‌के शरीर्मेसे सुगन्ध निकलेगी और 
हवास फळंगा तथा शेष प्रजाके प्राणॉमें प्रवेश करेगी। उसके 
बाद जो प्रजा बचेगी तथा सात्विक होगी | 

१०. श्रीकृप्णके समक्ष मद्दाभारतके युद्धके समय अर्जुन- 
को यह भय हुआ था कि वणांमें संकरता हो जायगी । 
इस विपयमें उत्तर देते हुए भगवानने कहा था कि चारों 
वर्णाको स्थापना मेने की हे । यदि यूरोप, अमेरिका तथा 
इस्लामी देश भी भगवानके रचे हैं तो वहाँ भगवानने चार 
वण क्यों नहीं बनाये £--यह एक प्रश्‍न होता है । वहाँ 
ब्राह्मणके स्थानमै पादरी) क्षत्रियस्थानीय सेना, वैद्य और मजदूर 
हु; परंतु आश्रमधर्म अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य; गृहस्थाश्रम) वानप्रस्थ 
और संन्यास आश्रम वहाँ नहीं है । श्रीकृष्णने जो अन्तिम 
उपदेश उद्धवजीको दिया है, उसमें वर्ण-धर्म और आश्रमधर्म 
दोनोंकी वात आती है । गीतामै केवल वर्ण-धर्म है; क्योकि 
अर्जुनका प्रशन वर्णधर्म-विप्रयक ही था । भागवत यह 
भी कहा गया है कि कलियुगका अन्त हो जानेपर हिमालयमें 
रहनेवाले दो महात्मा मरु ओर देवापि वर्णाश्रम-धर्मका पुनः 
प्रसार करेंगे; परंतु कलियुगका अन्त कब माना जाय; यह कोई 
बतला नहीं सकता । “देवद्त” शब्दका व्युत्यत्तिगम्य अर्थ 
यादि हम यह करें कि 'देव-य्युति अथवा तेज, ओर तेजका 
घोड़ा अर्थात्‌ अटम बम)? तो हम कह सकते हैं कि कहिकका 
घोड़ा तैयार हो गया है । 

११. आजके आदमी श्रेयके मार्गमे नहीं बढ़ सकते | 
वर्णाश्रम-धर्सका पालन छोटी वस्तीमें हो सकता है । आजके 
युगमे हिंदू आश्रमधर्मका पालन करें तो उसमें सारे जीवनका 
पौना भाग ( ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ ओर संन्यासके रूपमै) ब्रह्मचर्य 
पाळनेके लिये हे और केवल चौथाई भाग गहस्थाश्रमके लिये 
रक्खा हुआ है । हिंदू यदि इस प्रकार रहें ओर सुसल्मानों- 
को चार स्त्री करनेकी छूट रदे, तो यहाँ थोड़े ही समयमै 
पाकिस्तान हो जाय । इसलिये हिंदुओंको वर्णाश्रमके अनुसार 
रहनेमें कठिनाई पड़ रही है । यह कहा जाता है कि इस्लामी 
पैगम्बर महम्मद साहबके समयमै मनुष्य बहुत खियाँसे ब्याह 
करते थे, इसलिये उनके पैगम्बरने केवळ चार स्त्री करने- 
की छूट दी है । यह संयम बढ़ानेक्रे लिये है | 

१२. प्राचीन काळमे स्वतन्त्र तत्वको कम करनेकी 
प्रवृत्ति थी । घरमै सभी एक बड़ेकी आज्ञाके अधीन रहते 
थे । सत्री पतिके अधीन रहती थी । प्रजा राजाके अधीन 
थी और विद्यार्थी गुरुके झासनमें रते थे । इसका कारण 








१०६ 








था--स्वतन्त्र तत्वको कम करके एकमात्र स्वतन्त्र तत्त्व 
भगवान्‌मे अन्ततोगत्वा सिल जानेकी प्रवृत्ति) आजके युगमै 
सबको स्वतन्त्रता मिली है, इससे घरमे सभी स्वतन्त्र और सभी 
मालिक हैं; विद्यार्थी गुरुका कहना नहीं मानता; मजदूर 
हड़ताल करते हैं, प्रजा सर्वोच्च मन्त्रीका मुकाबला करती है | 
पाकिस्तानमें तो कितने ही प्रधान मन्त्री आये और समाप्त 
हो गये । हिंदुस्तानमे भी मन्त्रियोंकी संख्या और उनके मार्ग- 
व्ययको देखें तो उनका खर्च राजाओंके खर्चसे कम नहीं 
होता है । उनके बाहरी व्यवहारके खर्च भी बढे हैं, उद्घाटन 
बढ़े है, कर बढ़े हैं | कानून बढ़े हैं | परंतु लोगोंको शीघ्र 
न्याय नहीं मिलता और सम्मन तुरंत नहीं निकलता । 
महँगाई बढ़ी है और इसके साथ रिश्वत भी बहुत बढी है । 
१३. सबको समान सुख ओर समान अधिकार देना-- 
यह कांग्रेसका समाजवाद है । किसी मनुष्यके पास दस लाख 
रुपये हो तो उसमें भाग करके दस आदमीको एक-एक 
लाख देनेसे किसीको दस लाखका सुख नहीँ मिलेगा । सुख 
समान नहीं किया जा सकता, इसलिये पैसेका सम विभाग 
आर्योके प्राचीन संस्कारै नहीं था | वर्तमान कालम जन- 
समाजका भला करनेके लिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यको भी अज्ञानी- 
जैसा बनना पड़ता है | प्राचीनकालमें अज्ञानी लोग ज्ञानीकी 
सेवा करते थे। आजके युगमे घारासभामे सभासद्‌ बनानेके लिये 
मतदाताऔसें महात्माको एक मत देनेका अधिकार रहता है और 
वेश्याको भी एक मतका अधिकार रहता है तथा बहुमत अज्ञा- 
निर्याका होता है । इसलिये भारतके १५ पाामेंटके४०००सभ्य भी 
भारतके जीवनको ऊँचा नहीं उठा सके | कर और कानून बढ़ते 
चले जा रहे है, तथापि मनुष्य संयमी नहीं बन रहे हैं । 


१४. मोजनसे वीर्य बनता है और वीर्यसे प्रजा होती - 


है, अतएव वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार सबके साथ बैठकर भोजन 
करनेकी छूट नहीं है । आजकल सब आदमी सबके साथ 
भोजन कर सकते हैं और ब्याह कर सकते हैं; इससे 
मनुष्यका वीर्य बिगड़ गया है । रज-बीर्यकी माहि हिंदू 
संस्कृतिका मूल था । किसान अच्छी खेतीके लिये अच्छा बीज 
पसंद करते हे; अच्छी गायके लिये, अच्छी नस्लके घोडेके 
लिये अच्छा बीज पसंद करते हैं | परंतु अच्छे मनुष्यके लिये 
अच्छा बीज पसंद नहीं किया जाता | इसके लिये संस्कारी 
परिवारमें ब्याह होना चाहिये । 

१५, अब सब देशोके संस्कारोंका मिश्रण हो गया है, इससे 
कोई पक देश अळग रहकर सुधर नहीं सकता; फलतः जो सब 


कै मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका + 


Me Oo oo | >> 


देशोंके लिये उपयोगी हौ, ऐसा सुधार होना चालि के 
कठिन काम है, तथापि नीचे लिखे अनुसार कुछ परत. 
रखे जा सकते हैँ-- के | 

(१) सब देशोंका एक राज्य और एक सेना होनी. 
चाहिये | ऐसा करनेसे सभी देशोंका सैनिकव्यय कम हो 
जायगा और वह रकम अधिक अच्छे संस्कारोंको बढानेमे - 
लगायी जा सकेगी । FE 

(२) शिक्षा देनेका कार्य धर्मगुरुओंके हाथमे रहना 
चाहिये | प्रत्येक मनुष्य सारी पृथ्वीका नागरिक बने और किसी 
देशविशेषका नागरिक न रहे | जिससे आत्मामें प्रीति और विषयों: 
से वैराग्य प्राप्त हो, ऐसी शिक्षा देनी चाहिये | यह सिवान 
सब धर्ममें लागू होने योग्य है । न 

(३) समाजमें दो वर्ग हों--( १ ) संस्कारी वग 
और ( २ ) संस्कारहीन वर्ग । संस्कारी वर्ग नीचे लिहे 
अनुसार सारे जीवनकी योजनाके अनुसार बरतें । (क) 

पहले २४ वर्ष ब्रह्मचर्य-आश्रम और विद्याभ्यास, ( ख ) वप 
२४ से ३६ तक ग्रहस्थाश्रम ( अर्थात्‌ वेवादिक-जीवन)) ` 
(ग) वर्ष ३६ से ४८ तक वानप्रस्थ-आश्रम, (द ) ४८ 
से आगे संन्यास आश्रम अथवा समाज-सेवा | 

( ४ ) विद्यालयके शिक्षक नीतिमान्‌ और संयमी हो। 
जो शिक्षक अनीतियुक्त सिद्ध हो, उसकी डिग्री रू 
कर दी जाय । 

( ५ ) सिनेमा इस प्रकारके तैयार किये जाये, जिनते 
मनुष्यको मनोरञ्जनके साथ-साथ ज्ञान मी मिले | 

( ६ ) पार्लामेंटके चुनावमें केवळ संस्कारी वर्गके लोग 
ही मत दें | जो मनुष्य उपर्युक्त योजनाके अनुसार न चलें 
उसको संस्कारहीन वर्गका मनुष्य माना जाय । 

( ७) धर्मशाख्रके साथ पश्चिमका सावेक्षबाद और 
जेस्टाल्टका मानस-शासत्र भी शिक्षणमें रखा जाय | उस्तै | 
कालधर्मं सहज ही जीता जा सकेगा । 

१६, समाज और राज्यमै जहाँतक ऊपर लिखे अनुसार. 
परिवर्तन न हो जाय; तबतक आत्मनिरीक्षण करनेवाला कोई भी. 


हि | 
मनुष्य ऊपर लिखें अनुसार ६० वर्षकी ( सारे जीवनवी ) | 


pr बनाकर यदि जीवन-यापन करेगा तो वह अपने | 
जीवनको अच्छा बना सकेगा | 


१७. सत्य ज्ञानके लिये गीताके १८ वें अध्यायके ९१ | 


२९१ २२- यै तीन श्लोक और सत्य सुखके लिये ३७१ ३८ | 
२९--ये तीन इछोक एक पन्नेमै अर्थके सहित छपार्कर 


क 


| 





ॐ मानव-धमे % 


१०७ 





न्त्त्न्््ल्वचच्च्च्च्च्च््स्च्स््स्स्ल्ल्ल्ल्ल््ल्ल्न््नय्न्टख्रर्य्स्स्स्अडइडि:: मा _ _\ _ _ _ _ _ __ 


प्रत्येक विद्यार्थीको देने चाहिये और तदनुसार भावमा करने- 
के लिये कहना चाहिये । मुसलमान विद्यार्थियोंके लिये ऐसे ही 
वाक्य उनके धर्मशास्त्रसे निकलवाकर छपवाकर वितरण 
करने चाहिये । 


१८. सव धर्मवाले परस्पर सद्भाव रख सकें, इसके 
लिये प्रत्येक कालेजमें बाबू भगवानदासकी अंग्रेजी पुस्तक 
Essential Unity of all Relii0ns अनिवार्य 
पाठ्य-पुस्तकके रूपमै पढ़ायी जाय | 


मानव-धमं 


( हेखक श्रद्धेय श्रीशरीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज ) 


ख वै पुसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥& 
( श्रीमद्भधा० १।२।६) 
परम धरम है जिही भक्ति भगवत में होवे \ 
होने हरषित हियो, मलिनता मन की खोवे ॥ 
हेतुरहित निष्काम भक्ति अति सरस सुहाई । 
सब शास्रनि को सार यही मेरे मन भाई॥ 
शौनकजी ! सच-सच कहुँ, सब शास््रनि सम्मत जिही । 
भक्ति भनी भागीरथी, बिष्यवासना बिष कही॥ 
( भागवतचरित ) 
भारतीय वाङ्मयमें “धर्म? शब्द इतना महत्त्वपूर्ण) सार- 
गर्मित तथा लचीला है कि किसी भी भाषामें इसके समानार्थ 
शब्द नहीं । आज जो “धर्म? शब्द दल) सम्प्रदाय, फिरकाः 
पन्थ आदिके लिये प्रयुक्त होने लगा है--जैसे हिंदूधर्म» ईसाई- 
धर्म, मुसलिमधर्म) यहूदीधर्म आदि-आदि यह धर्मका सकुंचित 
और एकदेशीय प्रयोग है | इसे सर्वथा अशुद्ध तो नहीं कह 
सकते, किंतु यह धर्मका अपूर्ण प्रयोग है । “धर्म” शब्द बड़ा 
व्यापक अर्थ रखता है- जैसे वर्णाश्रमधर्म, ब्राह्मणघर्म 
क्षत्रियधर्म; वैश्यधर्म, शुद्र्धम, ख्रीधर्म, यतिधर्म, आपद्धर्म 
यहाँतक कि वेश्याओं और चोरोंके धर्मका भी हमारे शास्म 
वर्णन है और उनके प्रणेता मी ऋषि हैं | 
धर्मका सम्बन्ध भीतरसे भी है और बाहरसे मी तथा 
आजीविकासे भी है । तुम अपने समस्त जीवनमै समस्त 
प्राणियोंके साथ मनसा-बाचा-कर्मणा केसा व्यवहार करो और 
केसे अपनी आजीविका चलाओ, इन्हीं बातोंकी शिक्षा धर्म 


# सूतजी शौनकादि मुनिर्योसे कह रहे हें--“मानवमात्रका 
सबसे उत्तम--परमधम वही है, जिसके आचरण करनेसे भगवानमें 
निष्काम और अव्यभिचारिणी भक्ति हो जाय तथा जिससे 
अन्तरात्मा सदा प्रफुल्लित और प्रसन्न बनी रहे ।! 


देता है। अर्थात्‌ लोक-परळोकके प्रति कर्तव्यपालन तथा 
व्यावहारिक जीवन जिससे आनन्दप्रद बने | इसीलिये 
जिससे इस लोकमें अभ्युदय हो और परलोकम मोक्षकी 
प्राप्ति हो, उसे ही धर्म कहते हैं | 
बौद्धधर्मसे पहिले यहाँ व्यक्तियोंके नामसे धर्म चलानेकी 
प्रथा नहीं थी। ऋषियोंके नामसे गोत्र चलते थे, उनका 
सम्बन्ध कुलसे था | धर्म सबके लिये एक है, वह मानव- 
मात्रके लिये सनातन--शाश्वत है। जैसे हम यह नहीं कहते - 
बौद्ध दया; ईसाई सत्य, मुसलिम अहिंसा । दया, सत्य; अहिंसा; 
ब्रह्मचर्यं आदि सद्गुण सबके लिये समान हैं, उसी प्रकार 
धर्म भी सबके लिये समान है | यह नहीं कि हिंदुओंके लिये 
कोई धर्म दूसरा हो, अंग्रेजोंके लिये तीसरा हो और अरबवाळोंके 
लिये चौथा हो । जैसे गुड़को चाहे अंग्रेज खायें, चीनके लोग 
खायें, अरबनिवासी खायें, भारतीय खायँ- समीको वह मीठा 
ही लगेगा--उसी प्रकार धर्मका आचरण चाहे अंग्रेज करे, 
भारतीय करें; पारसके लोग करें अथवा अरबके करे, 
सभीको उससे इस लोकमें सुख और परलोकमै 
निःश्रेयस--मोक्षकी प्राप्ति होगी । 


सदासे दो प्रकारके मनुष्य होते आये हैं--देवी सम्पत्तिके 
प्रेमी और आसुरी सम्पत्तिके; आर्य और अनार्य अथवा 
सुसंस्कृत तथा पिछड़ेवर्गके जंगली लोग । जो मोक्षके लिये; 
संसारकी निवृत्तिके लिये साधन करें; परलोकको ध्यानमें रखकर 
सब कार्य करें, वे आग हैं । जो केवल पेट भरनेके लिये ही पशु- 
पक्षी; कीड़े-मकोड़ोंकी भाँति निरन्तर पेटकी चिन्तामै ही निमञ्ज 
रहें; पेटके लिये मोहवश अर्थ-अनर्थ सब कुछ करनेको 
उद्यत हों) वे ही अनार्य हैं। भगवानूने गीतामें अर्जुनसे यही 
बात कही--“तुम मोहवरा क्षत्रिय-धर्मका परित्याग कर 
रहे हो, यह “अनाय॑जुष्ट” कार्य है; अखर्ग्य है। इससे परलोक 


# यतोऽम्युदयनिःभ्रेयससिद्धिः स घम: । 





१०८ 








ANNAN 


नहीं बन सकता, स्वर्ग भी नहीं मिल सकता; क्योकि स्वर्ग 
कीर्तिमानको मिलता है, तुम्हारा यह कार्य अकीर्तिकर है | 
आर्य और अनायोंके कुल पृथक -प्थक होते थे, क्योंकि 
कुलागत संस्कार कठिनतासे मिटते हैं | रज और वीर्यमै 
वंशगत गुण-अवगुणौंके संस्कार विद्यमान रहते ही हैं, 
इसलिये आर्य और अनायोके रहन-सहन, आचार-विचार; 
ब्यवहार-वर्ताव पृथक-प्रथक होते हैं । फिर भी धर्मका सम्बन्ध 
बाह्य कर्मोकी अपेक्षा सदुर्णोसे अधिक माना गया है । कोई 
अनार्य वंशमै भी उत्पन्न हो, किंतु उसमें आयों जैसे सद्गुण 
हो तो वह आयाँके सहृश ही माना जायगा और कोई 
जन्मना आर्य भी हो- उच्च कुलका भी हो, किंतु उसके 
आचरण अनार्यो-जैसे हो गये हैं तो वह अनार्यवत्‌ ही बन 
जायगा । किंतु अनार्यं भी अपनी परम्पराको अपने 
व्यवहारको धर्म कहते हैं। जैसे रावण आर्यबंशमे उत्पन्न 
हुआ था; ब्राह्मण था, किंतु मातूदोप्रसे और अपने 
व्यवहारसे वह राक्षस हो गया था। जब उससे कहा गया, 
“तुम अधर्म क्‍यों कर रहे हो ? परदारा-हरण तो अधमं है”, 
तब उसने स्पष्ट कहा “नहीं, मै अधर्म नहीं कर रहा हूँ, में तो 
राक्षस-धर्मका ही पालन कर रहा हूँ?-- 
घर्सः 


राक्षसानामयं परदाराभिमर्शनम्‌ । 


“परस्ञ्रीका अपहरण करना तो राक्षसौका धर्म ही है |? 
इसीसे मैं कहता हूँ कि धर्मकी व्याख्या हो नहीं सकती-- 
धमंस्य गहना गतिः । इसीलिये ऋषियोंने कहा है-- 

भमेस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः । 

“अपने बुद्धिमान्‌ तत्त्वदर्शी बड़े लोग जिस मार्गसे जायें वही 
सदाचार है) वही धर्म है |? धर्में दो बातें मुख्य हैं--एक तो 
यह कि अपने आचरणको शुद्ध रखो अर्थात्‌ दुर्गुणोको छोड़कर 
सद्रुणौको धारण करो; दूसरी बात यह कि अपनी बंशपरम्परागत 
शुद्ध आजीविकासे निर्वाह करो । जो यों करता है, वही धार्मिक 
है । सभी धर्मप्रवर्तक महानुभावोंने इन्हीं दो बातोंपर विशेष 
बल दिया है | सनातनधर्म किसी एक जातिक्रे लिये, एक देराके 
लिये, एक समाजके लिये नहीं है । धर्ममें हिंदू-मुसलिम- 
ईसाई- यै विशेषण लगाना ही उचित नहीं; धर्म तो धर्म ही 
ठहरा, फिर भी देश) काल तथा पात्रके भेदसे धर्मकी बाह्य 
क्रियाऑरमि भेद माना गया है। 

असे कोई ब्रह्मचारी दै? उसका धर्म है- खरी संसर्गसे सर्वथा 
दूर रहे । वही व्यक्ति जब गृहस्थ हो जाता है, तब उसका 


ॐ मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


x 





AANA 





कक व्या 
धर्म हो जाता है--ऋत॒मती मार्याके साथ समागम करना 
क | 
यदि वह ऐसा नहीं करता तो अधर्म करता है । गहखके लि 
निज पत्नीमे ऋतुगमन धर्म है । किंतु वही व्यक्ति जब सन्य 
हो जाता है, तब उसी स्त्रीको, जिसके साथ कलतक संस घा! | 
था, अब उसकी ओर देखना भी अधर्म माना जाता है। 
इसी प्रकार देशसे; कालसे) पात्रसे धर्मके बाह्याचरणमै | 
हो जाते हैं। किंतु सनातन-धर्स सदा एक-सा ही बना 
रहता है; क्योंकि वह शाश्वत धर्म है, अपरिवर्तनीय और. 
अनिवार्य है । 
आजकल तो धर्म बाह्याडम्बरमै ही माना जाताहै 
यद्यपि आप देखेंगे कि प्राचीन शास्त्रोंमे धर्मका सम्बन्ध सद्गुण 
तथा आजीविकाकी शुद्धतासे ही था। इस प्रकार बाहय 
और आन्तरिक भेदसे धर्म दो प्रकारका है | बाह्य धका 
सम्बन्ध कमसे है, कर्म इन्द्रियंद्वारा होते हैं । अतः बाह 
धर्मको कर्म या स्वभावजन्य क्रिया भी कहते हैं । चैते 
ब्राह्मणके शस» दम तप; शौच, क्षान्ति, मृदुता, शन 
विज्ञान, आस्तिक्य, वेदाध्ययन तथा यज्ञ करना- पै तो ` 
भीतरी धर्म हैं | अच्छा, अत्र वह अपनी आजीविका के 
चलाये;` क्योंकि बिना शुद्ध आजीविकाके धर्माचरण होना 
सम्भव नहीं ! इसलिये उसकी आजीविका भी जब ब्राहणः 
घर्मके अनुकूल हो, तभी वह धार्मिक बना रह सकता है। 
ब्राह्मणकी आजीविका भी ऋत, मृत और प्रमृत अर्थात्‌ उत्तम 
मध्यम और निकृछ--तीन तरहकी बतायी गयी है । किती. | 
को तनिक भी बिना कष्ट पहुँचाये स्वतः प्रथ्वीपर पढे अनके । 
दानोंको कबूतरकी भाँति चुग कर ले आये और उन्हींसे अपनी | 
आजीविका चलाये-यह उत्तम आजीविका है | यह न कर 
सके तो पढाकर, दान लेकर, यज्ञ-यागादि कराके निर्वाह करे। 
इससे भी आजीविका न चले तो खेती-ब्यापार ही कर ले। नी 
तो; नित्य-नित्य मुद्दी-मुद्दी भीख माँग लाये । नित्य याञ्चा सब 
निकृष्ट वृत्ति है गृहस्थ आह्मणके लिये | यदि वह हत्यागी 
विरागी, सर्वत्यागी, ब्रह्मचारी या संन्यासी हो; तब तो मिषा 


आल उसके लिये अमृतान्न है और वह उसका सर्वोत्तम 
घम हू | 


। 


इसी प्रकार क्षत्रियके तेज, बल) धैर्य, शौर्य, तिति! | 
उदारता, उद्योग, स्थिरता, ब्रह्मण्यता (जञाझणमक्ति ) वैर. 
"ययन, यश, दान तथा ऐश्वर्य थे आन्तरिक धर्म हैं। वह 
लिये प्रजासे कर लेकर उससे निर्वाह करे अर्थ 


युद्ध करे। दान लेना, पढाना, यज्ञ कराना--इनसे 


# मानव-घर्म % 


oooh 





न चलाये । काम न "चले तो खेती, व्यापार, गोपालन 
आदि कर ले। 
वेश्यके लिये आस्तिकता, वेदाध्ययन) दान; दम्भ- 
हीनता, ब्रह्मण्यता और अधिकाधिक धन-संग्रह- थे धर्म हैं । 
वह कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य--इनसे आजीविका चलाये । 
इनसे काम न चले तो नोकरी-चाकरी-शिल्पादि क्रिया 
कर ले | इसी प्रकार शूद्र ब्राह्मण, गौ, देवता तथा अन्य 
सभी वर्णोकी निष्कपट भावसे सेवा करे और उसी सेवा- 
द्वारा जो कुछ मिल जाय) उसीसे अपनी आजीविका चला ले। 
इससे सिद्ध हुआ कि सद्गुण तो धर्म हैं ही, वंशपरम्परागत 
चली आयी आजीविकाको बनाये रखना--यह भी धर्म है । 
गीतामें तथा अन्य सभी आर्यधर्मशास्त्रौमें परम्परागत बृत्तिको 
बनाये रखनेपर बड़ा बल दिया गया है । उनका कथन यह है 
कि तुम अपनी पैतृक आजीविकाको छोड़कर उत्तम-से- 
उत्तम आजीविकाके लिये इधर-उधर भटकोगे तो दूसरोंकी 
आजीविका छीनोगे । तुम्हारा मुख्य उद्देश्य फिर परमार्थकी 
प्राप्ति होकर पेट-पालन ही रह जायगा । समाजमें उच्छङ्खलता 
फैल जायगी । बृत्तिसंकर हो जायगा, लोगोंके सामने 
निर्वाहकी समस्या खड़ी हो जायगी | अतः जो तुम्हारा स्वाभाविक 
कर्म है; सहज धर्म है, उसमें लगे रहो और सदूगुणोंको, 
धर्माचरणको बढ़ाते रहो । तुम यदि कुम्भकार हो तो बर्तन 
ही बनाओ, वैश्य हो तो व्यापारको मत छोड़ो । अपने 
धर्म मर जाना मी श्रेयस्कर है, किंतु दूसरोंके धर्मको 
अपनाना भयावह है । 
लोग समझते हैं महाभारतका युद्ध धनके लिये; भूमिके 
लिये, आपसी बैँटवारेके लिये हुआ; किंठु जिन्होंने विधिवत्‌ 
महाभारतका अध्ययन किया है, वे जानते हैं-महाभारतका युद्ध 
विशुद्ध धर्मयुद्ध था | पाण्डवोंका कहना यह. था कि हम क्षत्रिय- 
पुत्र हैं, हमारा धर्म प्रजापालन है; हम राजा दुर्योधनके 
अधीन रहकर भी अपने धर्मका पालन करनेको तैयार हैं । 
हम पाँच भाइयोंको राजा दुर्योधन पाँच ही गाँव दे दें । 
हम एक गाँवके भी राजा होकर क्षत्रिय-धर्मका पालन तो 
कर सकेंगे, धर्मच्युत तो न होंगे । भीख मॉगना क्षत्निय- 
का धर्म नहीं । इतने दिन जो हमने भीखपर निर्वाह किया, 
यह हमने आपदूधर्मका पालन किया । अब जब हम समर्थ 
हैं, तब आपदूधर्मका पालन नहीं करेंगे, क्षत्रियकी माँति रहेंगे। 
दुर्योधनका कहना था, मैं प्राण रहते एक सूईकी नोकके 
बराबर भूमि भी पाण्डवोंको न दूँगा । इसीपर युद्ध छिडा । मनुष्य 





धर्म दो ही कारणसे छोड़ता है--एक तो विषर्योके लोभसे, 
दूसरे कुटुम्बिर्योके मोहे | अर्जुनने भी जब देखा कि सम्मुख 
लड़नेवाले तो सब-के-सब हमारे चाचा, बाबा; भाई; मामा 
आदि घर्के कुटुम्बी हैं, इन्हें मारकर रक्तसे सने राज्यको 
लेकर हम क्या करेंगे, तब मगवानने उन्हें धर्मका रहस्य बताया | 
भगवानने कहा--'भाई ! तुम क्षत्रिय हो) धर्मयुद्ध करना 
तुम्हारा स्वभाव है; जहाँ भी अधर्म देखोगे, वहीं तुम युद्धमे 
जाओगे । युद्धके बिना तुम रह नहीं सकते । अब तुम्हे धर्म- 
पालनके समय जो मोह हो गया है, वह अनार्यजुष्ट है । 
घर्मयुद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये कल्याणकारी दूसरा कोई 
धर्म ही नहीँ ।? तब अर्जुनने धर्म-पालनके निमित्त युद्ध किया, 
न कि राज्य-प्रा्तिके लोभसे | 

गीताकार बार-बार कहते हैं---“अपना धर्म (आजीविकाका 
साधन ) चाहे विगुण मी हो, दोषयुक्त भी हो और दूसरेका 
धर्म चाहे कितना भी सुन्दर क्यों न हो, फिर भी अपने धर्मको 
छोड़ना नहीं चाहिये | स्वभावनियत कर्मको करता हुआ प्राणी 
दोषी नहीं कहा जा सकता ।? इसपर यह प्रश्न होता है कि 
रस बेचना निन्दित कर्म है और जप आदि करके आजीविका 
चलाना हिंसारहित कर्म है तो क्यो न हम सांस बेचने- 
जैसे कुकर्मको छोड़कर पण्डिताई, पुरोहिताई-ऐसे शुद्ध कर्म- 
को करें १ इसपर शास्त्रकार कहते हैँ- “देखो, भाई | अग्नि 
स्वयं शुद्ध ही नहीं; सबको शुद्ध करनेवाली है; किंतु अभि 
जहाँ होगी, वहाँ धूआँ भी रहेगा । जहाँ जहाँ धुआं है, समझ लो 

वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य होगी । इसलिये संसारमै सोलह आने 

झुद्ध तो कोई काम है ही नहीं | यज्ञ करना कितना शुद्ध 
काम है, किंतु उसमें भी कितने जीव-जन्दु, कीड़े-मकोड़ों- 
की हिंसा हो जाती दै । अतः जो भी काम आरम्भ करोगे; 
उसीमें कुछ-न-कुछ दोष रहेगा ही । निर्दोष तो एक ब्रह्म 
ही है । इसलिये खमावनियत सहज कर्मको नहीं छोड़ना 
चाहिये ।? % 

इसी बातकी पुष्टि महाभारतमे अनेक उपाख्यान देकर 
बहुत ही बिस्तारसे की गयी है । तुलाधार और घर्मव्याधके 
उपाख्यानोंमें यही तत्त्व निहित है। धर्मव्याध अपने समयका 
सर्वश्रेष्ठ धर्मवक्ता था । जब सतीके कहनेपर ब्राह्मण उससे 


उपदेश लेने गया और उसका ऐसा पाण्डित्य देखा, तब 
_उपदश टर्न गया अर उ Us 


*सहजं कम कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिवाबृताः ॥ 
` (गीता १८ | ४८) 


११० % सानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका & 


SN US MM 





ब्राह्मणने उससे कहा- “महानुभाव ! आप निश्चय ही ब्राह्मण 
के सदर हैं, किंतु आप इस घृणित व्यापारको करते हैं । 
बड़े दुःखकी बात है, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते १ 
इसपर धर्मव्याधने कहा--“बिप्रवर ! देखिये, मैं स्वयं तो 
हिंसा करता नहीं । में खयं मांस खाता भी नहीं | मांस 
खाना मेरे लिये धर्म नहीं है। मै तो मांस क्रय करके लाता हँ) 
बेचता हूँ । यह मेरी बंशपरम्परागत आजीविका है, 
मेरा पैतृक कर्म है । न्यूनाधिक सभी कमोमें कुछ-न-कुछ 
दोष है, फिर मैं अपने वंशपरम्परागत कर्मको क्यों छोड ।? 
इसीलिये वर्णाश्रम-धर्ममे कुलागत आजीविकाके साधनको 
छोड़ना दोष बताया है । हॉ, तीन काम यदि परम्परागत 
हो, तो भी उन्हें यदि छोड़ दे तो कोई दोष नहीं | एक तो 
वध करनेका काम, दूसरा चोरी करनेका व्यवसाय और 
तीसरा नाटकोमें सत्री बनकर, नाच-गाकर आजीविका चलाना । 
'इन तीन पैतृक कामोंको छोड़ भी दे तो कोई दोष 
नहीं । शेष सभी पैतृक कायोंको करते रहना धर्म है । यह 
तो हुआ बाह्यधर्म । अहिंसा, सत्य, चोरी न करना; काम, 
क्रोध, लोमसे बचे रहना, ऐसी चेष्टाऔको सदा करते 
रहना, जिनसे सभी प्राणियोंका हित और प्रिय हो--ये सभी 


वणौके सामान्य नियम हैं | इन घर्मोका पालन मानवमात्रको 
करना चाहिये |# 


इन उद्धरणॉसे सिद्ध हुआ कि घमंका सम्बन्ध बाह्य 
दलबंदी; व्यक्तिपूजा और फिरका-परस्तीसे या तो बिल्कुल 
है ही नहीं, या है तो बहुत कम । आजकल जो प्रचलित 
धर्म या सम्प्रदाय-फिरके है, उनका कहना है कि जबतक 
दुम अपने धर्मको छोड़कर हमारे धर्ममै दीक्षित न होगे; 
तबतक तुम्हारा उद्धार नहीं । एक बड़े भारी प्रसिद्ध 
राजनीतिक मुसलमान नेता, जो महात्मा गांधीजीके आश्रममें 
भी रहते थे; उनका कहना था कि “मुझ गांधीजीपर दया 
आती है, निश्चय ही उन्हें नरककी भट्टीमे तपना पड़ेगा; 
क्योकि उन्होने मुस्लिमधर्मकी दीक्षा नहीं ली | वे मुसलमान 
नहीं हैं ।! इसपर गांधीजीने उनकी मान्यताको ठेस 
पहुँचाते हुए एक बडा-सा लेख भी लिखा था । कहनेका 
अभिप्राय इतना ही है कि वर्तमान समयके ईसाई भी यही 


— 





% अर्दिसा सत्यमस्तेयमकामक्रोषलोभता । 
भूतप्रियदितेा न भर्मोऽयं सार्ववणिंकः॥ 
५ ( श्रीमद्भागवत ) 








-८८८---- 


कहते 20 पट ताका रण निजका “जबतक प्रभु ईसाकी-शरणमें तुम नहीं 


जबतक बपतिस्मा नहीं लेते, तबतक तुम्हारे अपराध छा 
नहीं हो सकते । तुम्हारे लिये स्वर्गका द्वार खुछ नर 


सकता |? इसी प्रकारकी मान्यताएँ अन्य सम्प्रदाय, फिस. 
दल या पंथवालोंकी हैं; किंतु हमारे वैदिक सनातन आई 
धर्मने ऐसी भूल कभी नहीं की | वह दलबंदीसे सदा उपर 
उठकर सोचता है | वह मानव-धर्म है । वह व्यक्तियों 
मान्यताका आदर करता है। वह कहता है (तुम सूत 
उपासना करो, चाहे शक्ति, गणेश, शिव या विष्णुकी; तुप 
निराकारको भजो या साकारको । तुम भगवानको अखिरूप 
से मानो या नास्तिरूपसे । तुम ज्ञाननिष्ठ हो या उपासना, 
भक्ति अथवा कर्ममें निष्ठा रखनेवाले- कैंसे भी तुम भजे, | 
उपासना करो, सबका परिणाम एक होगा । सर्वज्ञ सर्वाधार 
सर्वसमर्थ सर्वेश्वर प्रभु तुम्हारी उसी भावसे रक्षा करेगे, उसी 
भावनासे फल देंगे ।?# 


सनातन वैदिक आर्यधर्म यह नहीं कहता कि तुम 
अपनी जातिको, वर्गको, सम्प्रदायको, मान्यताको छोड़कर : 
असुकमे दीक्षित हो जाओ; तभी तुम्हारा उद्धार होगा | 
उसका कथनहै- तुम जहाँ हो, वहीं रहकर धर्माचरण करे। 
तुम वर्णाश्रमी हो तो अपने-अपने वर्ण-आश्रममें रो | 
अवर्णाश्रमी हो-आर्य, अनार्य, म्लेच्छ जो मीहे | 
वहीं सधर्मका पालन करो, सदुर्णोको धारण करो | 
तुम्हारा कल्याण होगा । वेदिक आर्यधर्म जाति) वर्ग उ 
व्यवसाय) सम्प्रदायको छोड़नेकी सम्मति नहीँ देता | वह | 
तो अधमंको छोड़कर धर्माचरणकी सम्मति देता है। 
महात्मा रेदास आज हमारे प्रातःस्मरणीय हैं । बढ़ते 


बैदिक ब्राह्मण श्रद्धासे उनके लिये नतमस्तक होते दै। | 


उन्होंने अपनी जाति नहीं छोड़ी, बड़े गौरवसे वे अपतेवी | 
चमार कहते हैं; उन्होंने अपना व्यवसाय नहीं छोड़ा | ( 
अन्ततक जूते बनाकर, जूते गाँठकर निर्वाह करते रहे 

किंतु उन्होंने अधर्मको छोड़कर धर्मको अपनाया | तिष्व | 
निर्दोष ( केतवरहित ) जो भगवत्‌-भक्तिरूप. धर्म दै) उ. 
धारण किया । वे भक्ताग्रगण्य हो गये । । 


आज जो ये ईसाई मिशनरी धनका लोभ देवर | 


1 तका आ 

आ | 

# ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम। 
सम वर्मानुबतंन्ते मनुष्या: पार्थं सर्वज्ञः ॥ 

(गीता ४ | ११) | 


| 





# मोनिव-धेम 5 








ति क ei 





विद्यालयों, अस्पतालों और सेवाका लोभ देकर तथा 
सुन्दरी लड़कियोंका मोह देकर लोगोंको ईसाई बना रहे हैं, 
निश्चय ही यह प्रभु ईसाके सिद्धान्तोंके सर्वथा विपरीत है । 
मुझे हँसी आती है--जो आदमी चोर-डाकू है, व्यभिचारी 
है, व्यभिचारकी पूर्तिके लिये ही जिसने धर्मदीक्षाका ढोंग 
रचा है, एक ही दिनमै बपतिस्मा लेकर या सुन्नत कराकर 
जो काफिरसे ईसाई या मुसलमान बन जाता है; उसके 
आचरणोंमें कोई परिवर्तन हुआ हो, सो भी वात नहीँ, 
उसमें किन्ही सदुणोका विकास हो गया हो) यह भी बात 

नहीँ; वह एक गिरोहको छोड़कर दूसरे स्वार्थी गिरोहका सदस्य 
बन गया । इतनेसे ही क्या वह धार्मिक बन गया १ यही 
इन संख्या बढ़ानेके लोमी पंथोमें बड़ा दोष है। 


यह प्रबृत्ति परवर्ती वोद्धसम्प्रदायसे आरम्भ हई है 
और शने-शनेः बढ़ते-बढ़ते अब पराकाष्ठाको पहुँच गयी है | 
अव तो यह रोग हमारे सनातन वैदिक आर्यधर्मके उपसम्प्रदायों- 
में भी बढ़ गया है 


इस भारतवर्षमें धर्म-असहिष्णुता कभी नहीं हुई 

बौद्धधर्म कोई वैदिक आर्यधमसे प्रथक धर्म नहीं था । बह तो 
वेदिक धर्मके अन्तर्गत ही सुधारकोंका एक समूह था। समाजने 
हिंदूधर्म, बौद्धधर्म--ऐसा भेदभाव कभी नहीँ किया । जो 
राजा-महाराजा होते थे, बौद्ध भिक्षुओं और व्राह्मणोंको 
समानमावसे पूजते थे, समानभावसे उन्हें दान देते थे | वे ही 
सव सिद्धान्त, वही सब सदूगुणोंके विकासपर बल | धर्म तो 
एक ही है | 


~ 


शानेः-दानेः बोद्धधर्ममे हीनयान? महायान आदि बहुत-से 
भेद-प्रभेद बढे, प्रचारका लोभ बढ़ा । संख्या बढ़ानेके 
प्रलोभनको वे रोक न सके । कैसे भी बढे, मिक्षुओंकी 
भिक्षुणियोंक्री संख्या बढ़ाथी जाय । बौद्धधर्मका प्रचार 
हो) बुद्धे नामका डंका सम्पूर्ण विश्वमै फैले--ऐसी प्रवृत्ति 
बौद्धसंधोसे, बौद्धाचायोंमें बढ़ी | उसीकी पूर्तिके लिये बे 
शीश हथेळीपर रखकर देश-विदेशोंमें भटकते फिरे । लाखौं 
भिक्षु धर्मप्रचारके निमित्त एथिवीके विभिन्न देशोंमे गये । 
उस समय भी उनकी यह प्रवृत्ति नहीं थी कि लोग अपने 
कुछ-परम्परागत धर्मको छोड़कर बुद्धधर्ममें दीक्षित हो 
जाये | उस समयतक बौद्धधर्मकी कोई निश्चित रूपरेखा ही 
नहीं बनी थी। कोई भेदभाव वैदिकधर्मसे हुआ ही न 
था । बुद्ध भगवान्‌ चाहते थे-यञ्चाँमै जो वेदके नामपर लाखों 





१११ 


वे >>. द्य ममी क्त डव जाला ~, 


जीवोकी बलि दी जाती है, वह न दी जाय | यदि वेद इस 
कूर हिंसाका समर्थन करते हैं तो उन्हें भी अमान्य ठहरा द्रा 
दिया जाय । इतना ही उनका वर्तमान कर्मकाण्डियोसे 
मतभेद था | सत्य, अहिंसा; भूर्तोका-प्रिय, हित आदि सद्नुणोकी 
वात तो समान ही थी | बोद्धभिक्ष चीन, जापान- जहाँ 
भी गये, उन्हीने प्राचीन मान्यताओंक्रा कहीं खण्डन नहीं 
किया । अपने प्राचीन धर्ममें ही रहकर सब लोग भगवान्‌ 
बुद्धके आदेशोंका पालन करें--यही उनका ध्येय था । उन्होंने 
किसीस लड़ाई नहीं की । सबको प्रेमसे, सद्गुणोसे जीत लिया | 
सम्पूणं विश्वमे भारतके बौद्धधर्मका डंका बजा दिया । 
यहूदियोंकी कुछ मान्यताएँ भिन्न थीं) वे पुनर्जन्मको 

नहीं मानते थे; और भी कुछ बातें भिन्न थीं | प्रभु ईसापर 
बुद्धधर्मका अत्यधिक प्रभाव पड़ा । कुछ लोर्गोका कहना तो 
यहातक है कि वे बारह वर्ष आकर भारतमें बौद्धोंके 
संघौमें रहे और पढे | कुछ भी हो | वे चाहे यहाँ आये 
हो, न आये हों, बौद्धोंके साथ रहे हाँ, न रहे हो; किंतु यह 
तो ध्रुव सत्य है कि वे बोद्धोसे अत्यन्त प्रभावित थे । वे भी 
एशियाके थे, यूरोपमे तवतक धमका प्रचार नहीं हुआ था | 
प्रभु ईसाने, जो स्वयं वहूदी-समाजमें उत्पन्न हुए थे, उसमें 
कुछ सुधार करने चाहे; इसीपर तत्कालीन शासकाँसे उनका 
मतभेद हुआ और उन्हें झूलीपर चढ़ा दिया गया | वर्तमान 
समयक्रे धर्म-प्रचारकोमें प्रभु ईसा ही एक ऐसे विख्यात धर्म- 
प्रचारक हँ,जो अपने समयमै अपने सम्प्रदायकी उन्नति स्वयं नहीं 
देख सके | किंतु वे स्वयं बड़े पवित्र थे, धर्माचरण करनेवाले 
त्यागी थे | उनके शिष्योंने उनके नामको नाना कष्ट सहकर 
प्रचारित किया | उनके शिष्योंनें यहूदी-धर्मसे भिन्न ईसाई- 
धर्मकी स्थापना की | ईसाईधर्ममे पुनर्जन्मको और मान लिया 
जाय तो उसमें और बौद्धधर्म तथा सनातन वैदिकधर्मके 
सिद्धान्तोम अन्तर ही क्या | यहाँ भारतमै भी बहुत-से चार्वाक 
आदि नास्तिक हुए हैं, जो वेद, परलोक, पुनर्जन्म- कुछ 
नहीं मानते थे; फिर भी समाजमें वे ऋषि करके पूजे या 
माने जाते थे। पीछे जब ईसाइयोंका प्रभुत्व हो गया और 
पोप धर्म-गुरु ही न रहकर शासक भी माने जाने लगे, तब वे 
भी अपने सम्प्रदायको बढ़ानेके लोभको संबरण न कर सके | 
नौकाओ और जहाजोंपर चढ़कर साहसी ईसाई समुद्रमै 
चक्कर लगाने लगे | उनके साथ दो वस्तुएँ रहती थीं--एक 
तो तोप) दूसरी पोपकी व्यवस्था । वह यह कि जो ईसाई न 
हो, उसे समुद्रमे न आने दिया जाय । 





११२ 





विक आ क जी व्यापारी जो अत्यन्त कष्टसे जल्यानोंद्वारा एशिया 
तथा यूरोपके समस्त देशौमै बड़े व्यापार करते थे और 
जिनकी सत्यताकी साख सर्वत्र फैली हुई थी, उनके पास 
तोपें नहीं थीं; उन्हें इस पोपके फरमानसे बड़ा आश्चर्य 
हुआ । यदि हम झुठ बोलें, किसीका अनुचित धन अपहरण 
करें, कोई नेतिकसामाजिक अपराध करें) तब तो दण्डके 
भागी हो भी सकते हैं; किंतु जो ईसाई न हो) उसे तोपसे उड़ा 
दो, यह तो विचित्र आज्ञा थी, किंतु जिसके पास शक्ति है 
उसके सामने _सभी सिर झुका देते हैं । भारतीय ब्यापारी 
बेसे ही विदेशके ब्यापारसे ऊब रहे थे । हथेलीपर सिर 
रखकर समुद्रको यात्रा की जाती । तिसपर भी धर्मान्ध जलीय 
दस्युओके इस व्यवहारने उनका उत्साह भङ्ग कर दिया । 


भारतका व्यापार यूरोपसे और शनैः-शनेः एशियाके देशोसे. 
भी समाप्त हो गया । 


मुसल्मानोने तो धर्मोन्धताकी हद ही कर दी। जो 
भी मुसलमान न हो, उसे लूट लो, थातो बलपूर्वक उसे 
मुसलमान बना लो या मार डालो-यही खलीफाओंकी नीति 
रही । इसमें कुछ अपवाद भी हें, किंतु मुस्लिम-धर्मका प्रचार 
सभी देशाँमे ऐसे ही हुआ । भारतमे एक सहस वर्षपर्यन्त धर्मके 
नामपर जो कुछ हुआ और जिसकी पुनरावृत्ति पाकिस्तानकी 
स्थापनाके समय हुई, इसे सुनकर तो रोमाञ्च हो आता है। यह 
सब हुआ धर्मके नामपर ! 


धर्मके नामपर अब एक और नया अंधेर चल पड़ा 
है । जिस सिखधर्मकी स्थापना हिंदूधर्मके रक्षार्थ हुई थी, 
समस्त वैदिक सनातनधर्मका उद्धार करनेके लिये गुरु 
गोविन्दसिंह देश-विदेश भटकते रहे, जो दस गुरु गो-आह्मण- 
प्रतिपालक कहकर समाजमै पूजे जाते थे, अपनेको उन्हींका 
अनुयायी बतानेवाले सिख आज अपनेको हिंदूधर्मसे पृथक्‌ 
सिद्ध करनेका प्रयत्न कर रहे है और मुसल्मानांका अनुकरण 
करके हिंदुओंको सिक्ख बना रहे हैं | इससे भी विलक्षण 
बात यह हो रही है कि जिस बौद्धधर्मका प्रचार करने भारतीय 
भिक्षु देश-विदेशोमे भटकते रहे, जो भारत सर्वत्र धर्मगुरुके 
नामसे जगत्‌मै ख्यात था, बौद्धधर्मका प्रचार करने उसी 
मारतमें तिब्बतसे लोग आ रहे हैं। उसी बौद्धधर्मके सिद्धान्त 
हिंदूधर्मके सिद्धान्तोसे मिनन नदी, एक ही बस्तु हैं; किंतु वे तो 
नमार) भंगी आदि निम्न श्रेणीके छोगोंको बौद्ध लिखाकर 
अपनी जनगणनामै संख्या बदाना चाहते हैं, जिससे औौद्ध- 
हितोंकी रक्षाके नामसे चीन, जापान आदि बौद्ध सरकारें 


के: मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका # 





हस्तक्षेप कर सकें । जैसे आज मुसलमान और ईसाइयोके हि 
नामसे मुस्लिम और ईसाई देश हमारे राजनीतिक गो 
दृष्टि रखते हैं और हमारी सरकार अपनेको भनि 
कहती हुई भी नौकरी आदिमें अपने विधानके 
मयके कारण ईसाई-मुसल्मानोंका अनुपात रखती 
मण्डलमे, चाहे अयोग्य ही क्‍यों न हो; 
आदिको उनके अनुपातसे स्थान देती है, वसे ही बौद # 
चाहते हैं । यह धर्म नहीं, अधर्म है । यह झम प्रचार नहीं, 
ुष्प्रचार है । भला, जिस भारतका अनपढ़ भी धर्मभे बडे बहे 
विदेशी विद्वानोंसे बढ़-चढ़कर है, उसे धर्म सिखाने यूरोपके पादरी 
ईसाई आये--इससे बढ़कर लजा और दुःखकी बात क्या 
होगी । वे धर्म क्या सिखाते हैं, हिंदू-धर्मकी बुराई बताकर 
घन आदिका लोभ देकर जनगणनामै ईसाइयोंकी संख्या 
बेढाकर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। आता 
आदिके मिशनरी ईसाई पथक राज्यकी माँग कर ही रहे हैं। 
यह सब धर्मके नामपर अधर्म हो रहा है । इस ध 
परिवर्तनका अर्थ राजनीतिक दल-बंदी मात्र ही है । 
भारतवर्षने धर्मका सम्बन्ध किसी व्यक्तिके नामसे कमी 
नहीं जोड़ा। तभी तो ईसाई; मुसलमान आदि कहा करते हैं 
“हिंदू-धर्म भी कोई धर्म हे ! इस बातका पता ही नहीं कि इसवा 
प्रवर्तक कौन है । इसकी न कोई एक पुस्तक, न उपासना 
कोई एक निश्चित पद्धति ।? यदि इसका भी कोई एक प्रवत 
मान लिया जाता, इसकी भी एक ही पुस्तक मान ली जाती! 
इसकी भी उपासनाकी एक ही पद्धति निश्चित कर दी जाती 
तो यह मानवधर्म न रहकर एक सम्प्रदाय ही बन जाता। 
हमारे यहाँ जितने आर्षग्रन्थ हैं, सभी धर्मअन्थ हैं । उगों 
आस्तिकनास्तिक सभी ग्रन्थोंका समावेश हे--जैसे ४ वेद) ४ 
उपवेद; शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्यौतिष) छन्द य 
छः वेदाङ्ग, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, बैशेप्रिक, त्या 
सांख्य, योग, पाशुपत, वैष्णव, सौगत (बौद्ध ), जैन (अहै) : 
लोकायत ( चार्वाक )-सभी प्रकारके तर्कप्रधान दर्शन! १८ 
भमशात्ञ, १८ पुराण, १८ उपपुराण, १८ उपोपपुराण अन. 
शुद्र पुराण--ये सब-के-सब धर्मशास्त्र हैं । फिर गिक्षकि ग 
असंख्य अन्थ दै, व्याकरण दस प्रकारके प्रचलित हैं, और गै | 
असंख्य है, ज्यौतिपके अनेक ग्रन्थ, आयुर्वेदके असंख्य गरत 
कहनेका अभिप्राय--१८ बिद्याएँ हैं, ये सब धर्मको बताती | | 
जितने ऋषि हैं, वे धर्मके प्रवर्तक नहीं, प्रचारक हैं | र 
CT विरुद्ध है । बह सुनि ही | 
गि काई मत भिन्न न हो--- 


बिरुद्द 


ईसाई हैः मन्ति 
₹-मुसल्मान 


1 


| 


| 


1 इस 


# मानव-धमे ॐ 
स्न््््न्व्स्स्न्स्स्स््स््स्््् ल्न त ्् त या ् ड् ् 2 


नासो मुनिसंस्प मतं न भिन्नम्‌। 


इतना सब होनेपर मी धर्मका जो रहस्य है, वह सर्वत्र 
ओतप्रोत है । धर्मका सम्बन्ध सदुणोंसे है । हमारे यहाँ व्राझण- 
की यह व्याख्या कहीं नहीं कि जो बड़ी चोटी रखाये; माथे- 
पर तिलक या भस्म लगाये, जो ऐसा वस्त्र पहिने | सर्वत्र यही 
बताया है---शम, दम) तितिक्षा, तप आदि सद्गुण जिसमें हों, 
वही ब्राह्मण है। समाजमें सर्वत्र विभिन्नता रही है, रहेगी । जैसे 
भोजन अपनी-अपनी रुचिका होता है, वैसे ही उपासना भी 
अपनी-अपनी रुचिकी की जाती है । समाजमें बड़े-बढ़े आचार्य 
हुए हैं । उन्होंने उपासनाकी भिन्न-भिन्न विधियाँ बतायी हैं; 
आपको जो विधि अनुकूल पड़े, उसीका आचरण कीजिये--- 


रुचीनां वेचितज्याइ्जुकुटिलनानापथजुबां 
चुणामेकीं गस्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव । 
परंतु इन सबको धर्म नहीं कहते। धर्म तो मनकी शुद्धि करता 


पि 


उ. _७ पै गोसे A तमे 
हे ओर मन शुद्ध होता हे सदगुणोंसे । इसील्यि महामार 
पाँच इलोकोंमें धर्मकी व्याख्या करते हुए कहा गया है-- 


घारणाद्‌ धसंमित्याहु्धोर्मा धारयति प्रजा: । 

यः स्याद्‌ धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ 

म्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ । 

यः स्यात्‌ प्रभवसंयुक्तः स॒ धर्म इति निश्चयः ॥ 

अहिंसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ । 

यः स्यादहिंसासंयुक्तः स॒ धर्मं इति निश्चयः ॥ 

बहून्‌ यो बाधते धर्मा न स धर्मः कुधर्म तत्‌ । 

अविरोधी तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रम ॥ 

लोकयात्रार्थमेवेह धर्सस्य नियमः कृतः । 

उभयन्न सुखोदर्क इह चेव परत्र च॥ 

इन पाँच उलोकोमै धर्मकी पूरी व्याख्या कर दी गयी 
है । इन इलोकोंमें बताया है- धारण करनेसे धर्म कहलाता हे, 
धर्म ही प्रजाको धारण किये हुए है । जो धारणसंयुक्त है? 
जिससे समाज सधा रहे, समाजमें उच्छुङ्खलता न आने पाये; 
वास्तवमे वही धर्म है । धर्म होता है प्रभवके लिये, उन्नतिके 
लिये । धर्मप्रवचन उन्नतिके निमित्त है । जो सर्वत्र--इस 


छोकमें तथा परलोकमे-प्रभवसंयुक्त है, उन्नति करनेवाला: 


है बही धर्म है । प्रागियोंमे अहिंसाका प्रचार हो,लोग एक-दूसरे- 

को पीड़ा पहुँचाना छोड़ दें, धर्मका प्रवचन इसी हेतुसे किया 

गया है । जो अहिंसासंयुक्त है-परपीड़ासे रहित है, वास्तवमें 
मा० अं० १५-- 


११३ 


बही धर्म है। जो धर्म बहुत-से लोगोंको पीड़ा पहुँचाये। बल- 
पूर्वक जिसे माननेको छोगोंको विवश किया जाय, बास्तवमें 
उसे धर्म नहीं कह सकते; वह तो कुधर्म है--अधर्म हे | हे 
सत्यविक्रम | जो धर्म अविरोधी है, किसीको हानि नहीं 
पहुँचाता) किसीकी मान्यतापर आघात नहीं करता, वही धर्म 
है । संसार एक यात्रियोंका समूह है । सभी यात्री हैं | सभी कहीं 
जा रहे हैं। यह लोकयात्रा जिस साधनसे सरल-सुगम बने वह 
धर्म है | इसीके लिये सभी धार्मिक नियम है | तुम्हारी माता- 
बहिनको कोई बुरी दृष्टिसे देखे तो तुम्हें कष्ट होगा; तुम्हारी 
लोकयात्रा दुःखद होगी | इसलिये धर्मवेत्ताओंने नियम बना 
दिया--“माठृवत्‌ परदारेषु ।? दूसरोंकी स्त्रियोंको माताके 
समान समझो । इसी प्रकार धर्मके सत्य, अहिंसा, दया; अस्तेय 
आदि नियम हैं । इनके पालनसे लोकयात्रा सुखद बन जायगी । 
जिन नियमोंसे इस छोकमें और मरकर परलोकमै भी सुख हो, 
वही धर्म है । 

यह धर्मकी कितनी विशाल, निष्पक्ष, सत्यसंगत सार्वभौम 
व्याख्या है । जैसे ईसाई-मुसल्मान आदि सम्प्रदायोंमें दूसरोंको 
ईसाई मुसल्मान बनानेके नियम हैं) वैसे सनातन वैदिक आर्य 
धर्ममे नहीं हैं | हाँ; कोई दस्युधर्मी म्लेच्छ बलपूर्वक किसीको 
अमक्ष्यका भक्षण करा दे, अपेयको पिला दे, जिस स्त्रीसे संसर्ग 
न करना चाहिये, उससे संसर्ग करा दे, गौ आदिका वध 
करवा दे, किसी स्रीको बलपूर्वक पकड़ ले जाय, उसका उसकी 


'इच्छाके विरुद्ध सतीत्व नष्ट कर दे, बल्पूर्वक गर्भधारण करा 


दे या सदाचारहीन समाजमें उसे रहना पड़े, इनकी शुद्धिका 
विधान है । जो बल्पूवक विधर्मी बना लिये गये हों--आज 
बनाये गये हों या सो वर्ष पूव, उन सबका प्रायश्चित्त है। वह 
समाजमै सम्मिलित करनेका प्रायश्चित्त है# । धर्मके प्रचारके 
लिये वंशपरम्परागत मान्यताओंको छोड़नेकी बात पहले 
कभी नहीं कही जाती रही । भारतवर्षसे सर्वत्र विदेशोंमे धर्म 
प्रचारके हेतु बौद्ध गये । तबतक ईसाई-धर्म, मुस्लिम-धर्मका 
तो जन्म भी नहीं हुआ था । यहूदी-धर्मने भी सम्प्रदायका 
रूप धारण नहीं किया था। लोग अपनी भावनाके अनुसार 
ॐ बलाद्‌ दासीकृता ये च म्लेच्छचाण्डालदस्युभिः । 
अशुभं कारितं कमं गवादिप्राणिहिसनम्‌ ॥ 
उच्छिष्टमाजेनं चेव तथा तस्यैव भोजनम्‌। 
खरोष्ट्रविडवराहाणामामिषस्य च भक्षणम्‌ ॥ 
तत्स्रीणां तथा हि सङ्गस्ताभिच सहभोजनम्‌ । 
मासोषिते द्विजातौ तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥ 


११३ % मानव वही जो खाथे तज्ञ होता पथिक परमार्थंका ५ 

















ज्व्ल््््ज्च्च्ल्च््ल्ल्ल््य्य्च्स्च्च्लय्य्य्य्य्य्य््स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्स्स्ल्ल्ल्लल्लजज..........तत.. 
र 


पा ~ 

भिन्न-भिन्न भातिकी उपासना करते थे | उसी समय बौद्ध भिक्षु सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्‌ ॥ ` 
७ [a ~ हँ ७ ॥ 

तथा ब्राह्मण-संन्यासी यूरोप और एशियाके प्रायः प्रत्येक नुणामयं परो धर्मः स्वेषां समुदाहतः। 


देशमै सेकडौ सहस्थोकी संख्यामे पहुँच गये थे | उनका जीवन 
त्यागमय होता था, उनमें अधिकांश लोग दिगम्बर रहते थे; 
जो वस्त्र भी पहिनते थे; एक-आध फटा-पुराना चिथड़ा लपेट 
लेते थे | वे अन्तःकरणकी शुद्धिपर बल देते थे | अफगानिस्तान, 
ईरान) तुर्किस्तान, सीरिया, चीन, जापान) लङ्का, जावा, 
मंगोलिया, सुमात्रा तथा यूरोपके सभी देशोमे ये त्यागी-विरागी 
संत पहुँचे थे । ये लोग न तो किसी देवताका विरोध करते थे, न 
किसीकी परम्परागत मान्यता तथा पैतृकधमको ही छुड़वाते 
थे | ये सब विश्वप्रेम, सत्य, सरलता; सदाचार, सादगी, 
अन्त;करणकी शुद्धि तथा योगसाधनापर बल देते थे । जापान- 
भै छोग प्रायः शितोधर्मके माननेवाले थे और चीनमै ताओ- 
मत प्रचलित था । बौद्ध भिक्षुओंने न तो इनका खण्डन 
किया और न इसे छोड्नेको कहा--यें अबतक चीन, जापानमें 
विद्यमान हैं । 


त्रिशल्लक्षणवान्‌ राजन्‌ सर्वात्सा येन तुष्यति ॥ 


( श्रीमद्भा० ७। ११।९_ १२) 


अर्थात्‌ सत्य व्यवहार, दया करना, तपस्या, बाहर-भीत- 

की पवित्रता रखना, सुख-दुःखको समभावसे सहन करना, 
युक्त-अयुक्तका विचार करते रहना, इन्द्रियोको वराम रसना, 
मनोनिग्रह करना, किसीकी भी हिंसा न करना; ब्रह्मचर्य 
धारण करना, त्यागवृत्तिसे रहना, सदा स्वाध्यायमे सलम 
रहना). जीवनमै सरलता लाना, संतोष रखना; जो भी 
समदर्शी महात्मा हो, उन सबकी समानभावसे सेवा करना; इस 
बातका सर्वदा अभ्यास बनाये रखना कि संसारी भोग अनिस 
हैं, इनसे निवृत्त रहना ही श्रेयस्कर है; इस वातका विचार रखना 
कि मिलता सब प्रारूधसे हीहे;वरं कभी-कभी मानवरप्रयढक 
ठीक उलटा ही फल हो जाता है; मोनका अभ्यास करना, 
आत्मचिन्तनमें समय बिताना; सभी प्राणियोंकी यथाशक्ति, ` 
यथासामर्थ्यं अन्न आदिम भाग देते रहना; समस्त प्राणियों 
विशेषकर मानवमात्रमे इष्टदेवकी बुद्धि रखना; जो प्रु 
महात्माओंके आश्रयभूत हैं, उनके नाम-गुणोंका श्रवण 
करना, उनके नाम-गुणोंका कीर्तन करते रहना, उन भगवान 
का सदा स्मरण करते रहना, भगवानूकी यथाशक्ति वर्था 
सामर्थ्यं सेवा करते रहना, भगवानूकी पूजा करना) उदे 
नमस्कार करना, भगवानके प्रति दासत्वभाव रखना, उनके 
प्रति साभाव रखना और उनपर अपनेको न्यौछवर 
कर देना- इस प्रकार यह तीस प्रकारका आचरण ही परम 
धर्म है, यही सनातन बैदिक आर्यधर्म है । यही सर्वोत्कृट' 
सर्वश्रेष्ठ तथा मानवमात्रके लिये परम धर्म है| इस धर्मका पार्ला 
करनेसे सर्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं । 





भारतीय धर्म-प्रचारकोंने सदा आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक 
उन्नति तथा अन्तःकरणकी पबित्रताको ही धर्मका मुख्य अङ्ग 
माना है । बाह्य सान्यताएँ आपकी कुछ भी हो--इसपर उन्होंने 
ध्यान ही नहीं दिया । तभी तो मारतबर्षमें भी हम हिंदुओँ- 
की बाह्य मान्यता; उपासना-पद्धति) रीति-रिवाज, सम्प्रदाय- सब्र 
भिन्न-भिन्न होते हुए भी मूलमै सब एक ही धर्मके अनुयायी हैं। 
उसे चाहे आप बैदिक धर्म कहें अथवा सनातन-धर्म? आर्य-धर्म, 
मानवधर्म या हिंदूधर्म--किसी भी नामसे पुकारे । भागवतमें 
भगवान्‌ व्यासने सनातनधमंका निरूपण करते हुए 
कहा है क्कः 

सत्यं दया तपः शोचं तितिक्षेक्षा शमो दमः। 

अहिंसा ब्रह्मचयं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥ 

संतोषः समदृक्‌ सेवा ग्राम्येहोपरमः शनेः। 


पर्ययेहेक्ष € इस प्रकार देखेंगे कि त छ, ब्र |: ; 

न नम ड 122 र न दे कि यथार्थ धर्म ब्राह्म आवरगी का | 

लिलत fl ९: नह i र ७). 

अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहोतः । दी || नह रखता; वह देश, काल) सम्म “ह 

तथा रङ्गरूपमें आवद्ध नहीँ | उसका पालन सर्वी | 

तेकाद लाल 0 08 र्तर तनी? मदर की 

वणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महताँ गतेः। सकता है | नुष्योद्वारा सवदा कि 
TTS OS 





ओ मानवता और गीताका संदेश ॐ 





११५ 


भ्र MMMM) मन nT नननन 


मानवता और गीताका संदेश 


( लेखक--स्वामी श्रीशिवानन्दजी महाराज ) 


आज मानवता जिन कतिपय संकटौंका अनुभव कर रही 
है, वे इतने सुविदित हैं कि यहाँ उनकी विशेष चर्चा 
करनेकी आवश्यकता नहीं है | तव उन समस्याओं, संकटों, 
अशान्तियों और आजके मनुष्यके भाग्यक्रे सम्बन्धे हमारी 
गहरी चिन्ता इतनी ही रह जाती है कि व्यावहारिक ज्ञान और 
गहनतम विचारकी खानिरूप भगवद्गीतासे हम पथ-प्रदर्शन प्राप्त 
करें--उस गीतासे जिसने कतिपय महत्तम पुरुषोंकों साहस, 
शक्ति, प्रकाश, शान्ति, अन्तर्वल ओर आनन्द दिया है। जबतक 
मानवता अपनी दैनिक जागरूकतामें भगवानके पथप्रदर्शक 
ज्ञानको सम्पूर्ण जीवनका आधार नहीँ बनाती; जबतक वह 
मानव-जीवनकी निर्मलता, पवित्रता और आध्यात्मिक प्रयोजन- 
को स्वीकार नहीं करती तथा इस ज्ञान एवं स्वीकृतिके महत्त्व- 
पूर्ण तात्पयौंका उसके विविधपक्षीय कर्म एवं अनुभवरूपमें 
अनुसरण नहीं करती, तबतक कोई वास्तविक मानवी प्रगति 
और शान्ति, कोई व्यक्तिगत सुख एवं सामूहिक सामज्ञस्य 
नहीँ हो सकता, न मानव-जाति जिन गम्भीर समस्याओंके 
कारण उद्दिझ है, उन्हींका समाधान होनेकी कोई 
सम्भावना की जा सकती है । 
आधुनिक सम्यताने जीवनके मूलभूत तात्पर्यको समझने- 
की परवा नहीँ की है; वह भोतिक अस्तित्वके आभासमान 
तलपर तैरनेमें ही संतुष्ट होकर रह गयी है | यहीं गीता एक 
महत्त्वपूर्ण संदेश देती है | शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक 
जीवनकी विविध अवस्थाओंसे सम्बन्धित सामाजिक, राज- 
नीतिक या वैयक्तिक समस्याएँ. कतिपय मूलभूत कठिनाइयोँकी 
शाखा मात्र हैं, जिनके कारण हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन 
तीब्र अशान्ति एबं व्यथासे भरा-सा लगता है । शान्ति, 
समृद्धि तथा आनन्द ही वे वस्तुएँ हैं, जो जीवनके मूल्यका 
नियन्त्रण करती हैं; इनका अभाव ही कठोर आवश्यकता 
और समस्याका खरोत है; उनकी निरन्तर उपस्थिति समस्त 
सोपर विजय प्राप्त कर लेती है | गीता बताती है कि मौलिक 
भूल जो मनुष्यने की है, वह निर्बाध निरतिशय संतोष्रमें अपनेको 
स्थापित करनेमें बाधक सत्र प्रकारकी समस्याओंके मुख्य कारण- 
के ज्ञानका अभाव है | आजका विज्ञान चाहे कितनी ही 
गहराईमें जाता हो, पर वह जाग्रत्‌ अवस्थाके सामान्य अनुभवके 
जगतका परीक्षणमात्र. है | मनुष्यके सूक्ष्मतर, अधिक गहन, 


जीवनकी अवस्थाओंमें होनेवाले परिवर्तनोंका जो गम्भीर 
महत्व दै, उसका उसने तिरस्कार किया है | 


आधुनिक मनुष्य अपनेको वैज्ञानिक तथा पूर्ण विवेकी 
बताता है । भगवद्गीता चेतावनी देती है कि विज्ञान और हेतु- 
वादी ज्ञान केवल बाह्यानुभवके नियम ओर ज्ञान हैं, जो केवल 
अपनेको ही लेकर वैध नहीं हैं। वे वहींतक ठीक हैं; प्रमाणभूत हैं 
जहाँतक इन्द्रियलब्ध ज्ञाताके अनुभवका विषय है; पर जो 
ज्ञान वा इन्द्रियलब्ध अनुभवका भी हृदय दै, उस इन्द्रियोत्तर 
अनुभवके विषयमै, वह भी अप्रमाण दै, बेकार है | अनुभव 
आत्मचैतन्यके बादकी वस्तु है, पहलेकी नहीँ । इसलिये 
जगतूर्मे जो भी अनुभव है, ज्ञाताके रूपमै चेतन्यसे जो विचार 
उठते हैं, उन्हींका परिणाम है | गोचरको अगोचरमें, जो मूल- 
अस्तित्व है; विलीन हो जाना चाहिये | जबतक यह नहीं होता 
कोई समस्या हल नहीं हो सकती, कोई वेदना गान्त नहीं की 
जा सकती । 


आज जब मानवता दो मार्गोके बीचमै खड़ी है; तब गीताके 
प्रकाशसे उत्तम दूसरा पथ-प्रदंक नहीं मिल सकता | अहंकार) 
स्वार्थ, लोभ, शक्तिकी लालसा, मर्यादा और पद अर्थात्‌ 
अन्धकारकी शक्तियोने मानव-जातिको आक्रान्त कर रखा है, 
उसकी दृष्टिको घुँधछा कर दिया है, उसकी बुद्धिको 
श्रममें डाल दिया है ओर वे उसको विनाशकी ओर 
लिये जा रही हैं। आज विज्ञानने जो अत्यधिक प्रगति 
की है; उसके सामने युद्धका अर्थ है भयानक संहार--क्रेवल 
उनका संहार नहीं) जो युद्धमै हेतु बनते हैं और इस प्रकार 
स्वयं अपने ऊपर उसे बुलाते हैं, वर उनका भी संहार; 
जो पूर्णतः निदोष है | 


तब श्रीकृष्णका इस ढुनियाके प्रति क्या संदेश होगा १ 
भगवान्‌ कहेँगे--“हे मनुष्य | उठ खड़ा हो; कटिबद्ध हो जा, 
कायर मत बन | शान्तिके इन आन्तरिक शत्रओं--वासना, 
क्रोध), लोभसे युद्ध कर ओर उन्हें पराजित कर | उनपर 
नियन्त्रण स्थापित करके, सम्पूर्ण इन्द्रियलब्ध वित्रयोंका त्याग 

, करके; सम्पूर्ण प्राणियोके श्रेयके लिये कार्य करके ही तू शाश्वत 
जीवन, नित्य शान्ति एवं अक्षय आनन्द प्रात कर सकता 
है। मनको पवित्र करनेके लिये मानवताकी निस्खाथ सेवासे 





११६ 





बढ़कर क उनके कारण ही वेदबरे, व्य कुछ नहीं है । निस्खार्थ सेवा वह महान्‌ 
कवच है, जो तुरंत मनसे सम्पूर्ण निषेधात्मक विचारों 
एवं प्रदृत्तियोको निकाल बाहर करता है | यदि कोई 
निस्स्वार्थ होकर मानवताकी सेवा करता है और अपनी 
सेवाओके बदले किसी प्रकारके पुरस्कारकी आशा नहीं करता, 
न उस सेवाके प्रति आसक्ति रखता है तथा इस ज्ञानके साथ 
सेवा करता है कि उसके द्वारा वस्तुतः भगवान्‌ स्वयं कार्य 
कर रहे हैं और वह उनके हाथका यन्त्रमात्र है तो निस्संदेह 
यहाँ और इसी समय वह प्रबुद्ध और मुक्त हो जायगा ।' 
भौतिक शाक्तियोसे अंधे हुए मनुष्यकी आँख बस्तुओंके 
सत्यको नहीं देख पाती | राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक 
और धार्मिक समस्त क्रियाएँ केवल इस परम एवं अकाट्य तथ्य- 
पर आधारित होनी चाहिये कि मानवके लिये अपनेको आध्यात्मिक 
पूर्णताकी क्रमशः उच्चातिङच अवस्थाओंमे विकसित करनेकी 
तबतक आवश्यकता है, जबतक किं केवल्यःस्थिति नहीं प्राप्त 
हो जाती । चेतनाकी इस अन्तर्धाराके बिना जीवन निष्फल है, 
जीवन जीवन कहदलाने योग्य नहीं है । यदि जीवनमें यह बात 
भूल जाती है तो सम्पूर्ण कार्य निरर्थक) बल्कि आव्मघातक हो 
जाते हैं । आध्यात्मिक सत्ताके प्रति पूर्ण ऐक्यभावकी इस शाश्वत 


* मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका * 


पुकारको न सुननेके कारण ही वेदना है । इस दु ए 
वेदनासे तमी बचा जा सकता है जब हम जो कुछ भी करक 
ईश्वरीय सत्ताके नियमके अनुकूल हो । र 

गीतामें बारंबार यह घोषणा की गयी है कि ईश्वरसाक्षालार: 
से ही संशयों) समस्याओं और दुःखोंपर विजय प्राप्त होती | 
इससे स्पष्ट है कि ईश्वरज्ञान या ईश्वरप्राप्तिका अर्थ खय ईश्वर 
हो जाना है; इसलिये जब हम इस ज्ञानपर पहुँच जाते हैं कि 
वास्तविक भूलती कल्पनाओंको सत्य एवं आत्मरूप समझ हेने. 
में है और सच्ची पूर्णता ईश्वर वा ब्रह्मकी अनुभूतिमें विलीन हे 
जानेसे प्राप्त होती है, तब जगतूर्मे जीवनकी यह पहेली 
अपनी दुर्विशेव चिन्ताओ और खिझानेवाळे अनुभवोंके साथ 
अन्तिमरूपसे हल हो जाती है । गीता स्फूर्तिप्रद संदेश देती 
है कि उसके ईश्वरत्व/ उसकी अमर प्रकृतिकी अनुभूति 
या साक्षात्कारके लिये मनुष्यको कुटुम्ब एवं मिन्नोंका समुदाय 
छोड़कर संन्यासी होने तथा समाजसे दूर जानेकी आवश्यकता 
नहीं दै; संसारके कार्मोको करते हुए भी ईश्वरसे मिलन 
सम्भव है तथा इस आनन्दपूर्ण मिलनमें जो बाधाएँ हैं, वे 
हमारे ही अंदर हैं; बाहर नहीं । यही उस अद्भुत भगवद्वाणीकी | 
मुख्य शिक्षा है | 


पण कर 6 आट NN 


उद्दोधन 


पे मानव तू संसार देख, कुछ अपनी ओर निहार देख। 
मानवताका वह केन्द्र बिन्दु, जिसमे बरसाता अमृत इन्दु 
पड़कर . तू पीता 
यह मधुर मोहका मलिन जाल, निष्फल अपने ऊपर न डाल 
उस प्रेम-सिघुमे मञ्जनकर, प्रभु लीलाका आधार देख ॥ 'ऐ०? ॥ 
छल-छझ्-दम्भ-पाखण्ड-द्वेषश करता है निदिदिन निर्निमेष 
कुछकुछ तो आँख पसार देख ॥ “ऐ०' ॥ 
फलता 
इस विश्व-बृक्षके पुष्प तुल्य, उन ऋषि-मुनियांका प्यार देख ॥ “ऐ०' 
यह खुर-दुलभ मानव-दारीर, मत कर तू इसको 
कुछ महामानवोके चरित्र, कुछ संतोके 
यह लज्जाकी है बात हाय ! तेरा शुभ चेतन 
| हे यशःशोभ, हे कीर्तिलोभ, पाता है 
कर तू अपना कल्याण आज, अपनेसे 


विषयोके चक्करमे 


इस विषम विइवकी चीत्कार” 
मतवाले तेरा अहंकार, 


क 


कर्तब्य पथिक बनकर “दिनेश! 


तू निराकार साकार देख ॥ “पे०” ॥ 
RR ल 


है अंगार देख ॥ “ऐ०? ॥ 


तरु-तरु डार-डार 


नष्ट वीर 
व्यवहार देख ॥ 'ऐ०? ॥ 
न चरा जाय; 
भया दुत्कार देख ॥ “ऐ०' ॥ 
अपना त्राण आज 


है 2 5 32 2 22 2755 चैट 257 


2 "सूर्यनारायण अवस्थी दिनेश? 


* वास्तविक मानवतावाद % 


११७ 








न्म्च्च्च्ज्च्च्ल्ल्आ ् अ् ् ल्च्च््स्ल्ल््च्च्च्ल्ट्ल्ल््च्च"---- 
SS 





वास्तविक मानवतावाद 


( लेखक-स्वामीजी श्रीश्रीखरूपानन्दजी सरस्वती ) 


मनुष्य परमेश्वरकी सर्वश्रेष्ठ कृति है । परमेश्वरने विविध 
प्रकारके शरीरोंका निर्माण किया । यद्यपि उनमें विचित्र रचना- 
चमत्कृति थी, फिर भी उनके निर्माणसे उनको संतोष नहीं 
हुआ। अन्तमें उन्होंने जव ऐसे मानव-धारीरका निर्माण किया, 
जिसमें ब्रह्मसाक्षात्कारके योग्य बुद्धि थी, तव उन्हें विशेष 
प्रसन्नता हुई । यही कारण है कि विभिन्न विशेषताओंके 
होते हुए भी इस विशेषताके कारण मानवयोनि गास्रोमै सर्वश्रेष्ठ 
योनि कही जाती है । 

मानवमें कुछ ऐसी विलक्षणताएँ हैं,जो अन्य प्राणियोंमे नहीं 
पायी जातीं तथा जिनके वलपर ही वह इतर प्राणियों एबं प्रकृतिपर 
आघधिपत्यका दावा कर रहा है । अपने जीवन-निर्वाह,उपभोग- 
सौकर्य एवं ज्ञान-संवर्धनकी सामग्रियोंके चयनके जितने सुन्दर 
उपाय उसको उपलब्ध हैं, उतने और किंसीको नहीं | उसकी 
इन्हीं विशेषताओंको देखकर उसके प्रति अत्यधिक समत्वशील 
हो जानेके कारण “मानवतावाद? नामका एक एृथक्‌ वाद ही 
जोरोंसे चल पड़ा, जिसमें मानव-मानवके बीचके समस्त 
सामाजिक, राष्ट्रिय ओर धार्मिक भेदरूप व्यवधानोंको समाप्त 
कर मानव-जातिके प्रति उदार आत्मीयता और संवेदन- 
शीळताकी ओर प्रेरित किया जाता है । संयुक्तरराष्ट्रसंघका 
मानवाधिकार-धोषणा-पत्र इसका एक प्रतीक समझा जा 
सकता है | किंतु इस वादकी सहृदयताका क्षेत्र केवल 
“मानव-जाति? ही है, इसमें मानवेतर प्राणियोंको मानव- 
कल्याणका उपकरण माना गया है । मानवताके जातीय स्वार्थ 
और अनुरूपताको ध्यानमें रखते हुए ही अन्य प्राणियोंके 
प्रति भी दयाका कुछ स्थान इसमें हो सकता है । और 
इसको मानवकी प्रगति समझा जाता है । इस वादभे 
मानवोंके परस्पर सम्बन्ध और सामान्य आवश्यकताओंकी 
पूति तथा कुछ स्वाभाविक अधिकारोंकी सुरक्षापर विशेष 
ध्यान दिया जाता है । यद्यपि इस सिद्धान्तके अन्तर्गत 
मानवीय शुणोंके विकासका विशालक्षेत्र है, तथापि आध्या- 
त्मिक दृष्टिकोणसे इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं; क्योंकि 
इतना सब होनेपर भी इसके द्वारा मानव आहारनिद्रा-भय- 
मैधुनरूप पञुत्बके स्तरसे ऊपर उठनेकी प्रेरणा नहीं प्रात 
` कर सकता । साथ ही भौतिकवादी दृष्टिकोणके कारण कर्ही- 
कहीं आध्यात्मिक आधारपर प्रतिष्ठित सामाजिक और 


जातीय विशेषताओंका इसके द्वारा विनाश भी होता है । 

एक प्रकारके और आध्यात्मिक मानवतावादी चर्चा 
चलती है, जिसमें मानवमात्रको एक ईश्वरकी संतान समझ- 
कर परस्पर सौहार्दका विस्तार करनेका प्रयत्न किया जाता है; 
किंतु अभीतक परिष्कृतरूपर्मे यह विश्वके सम्मुख न तो 
उपस्थित हो सका है ओर न लोकप्रियता ही प्राप्त कर सका 
है । जडवादके आधारपर प्रतिष्ठित राजनीति इसकी 
प्रबळ बाधक है । 

हमारे शास्त्रोंमे मानवताका पर्याप्त विवेचन किया गया 
है । यद्यपि “अमृतस्य पुत्राः? इस वेद-वचनके अनुसार सभी 
प्राणी परमेश्वरकी ही संतान हैं ओर इसी नाते सबमे परस्पर 
सौहार्द स्वाभाविक दै, तथापि मानवका इसलिये अधिक 

महत्त्व है कि यह पादाविकतासे मुक्त होकर देवी सम्पत्ति- 

द्वारा चित्तको निर्मल बनाकर परमात्माका साक्षात्कार कर 
सकता है । यह विशेषता किसी अन्य प्राणीमे नहीं । अन्य 
प्राणियोंसे मनुष्यको एथक करनेवाली विशेषता यह ब्रह्मावलोक- 
धिषणा ( ब्रह्म-साक्षात्कारसमर्थ बुद्धि ) ही है । इसका 
विकास और सार्थकता ही इस सिद्धान्तके अनुसार मानवीय 
उन्नतिका लक्षण हो सकता है । पिछले मानवतावादसे इसमें 
यह विशेषता है कि यह अपने सोहार्दका क्षेत्र केवल मानवके 
ही नहीं, अपितु प्राणिमात्रको बनाता है । उस मानवतावादसे 
अन्य प्राणियोंसे व्यवहारका आधार जहाँ मानवका: जातीय 
सार्थ और उसकी अनुरूपता थी, उसके स्थानपर यहाँ 
एक सुस्पष्ट आध्यात्मिक दृष्टिकोण ओर आध्यात्मिक उन्नतिका 
अनिवार्य साधन “समस्त प्राणियोंका हित? अथवा 'सर्वभूत- 
समत्व? ही व्यवहारका आधार होता है । साथ 
ही मानवकी आध्यात्मिक उन्नतिसे सम्बन्धित सभी 
परम्पराएँ और शास्त्रीय विधियाँ भी इससे विरुद्ध नहीं 
पड़तीं । यद्यपि धार्मिक परम्पराओं और विधानोंमें कुछ 
लोगोंको संकीर्णता और भेद-भावकी गन्ध प्रतीत होती है 
ओर इसी आधारपर वे इनको उपयुक्त मानवताका विरोधी 
मानकर हेय समझने लगते हैं, तथापि आध्यात्मिकताकी 
दृष्टिसे विचार करनेपर इनकी उपयोगिता ओर महत्ता सहजमें 
ही समझी जा सकती है । उद्देश्यके आधारपर ही किसी 
व्यवस्थाको संकीर्ण या उदार कहना संगत है । 


११८. 


>> >>> 








बै मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमाथेका * | 


® 





श्रीअरबिन्दके द्वारा तरा सा RNR: रूपमे एक नवीन 
दशन ही प्रस्तुत हुआ है, जिसकी विचार-भूमि विकासवादका 
आध्यात्मिक रूपान्तर है | इनकी योगसाधनाका लक्ष्य मानव- 
को महामानवके रूपमै विकसित करना ही. नहीं, अपितु 
उसे अतिमानसके क्षेत्रमै पहुँचाकर अतिमानबके रूपमै 
परिणत कर देना है। उनका यह भी कहना था कि जिस प्रकार 


एक साधारण प्राणी विकसित होता हुआ मानव वना, उसी 


प्रकार उनके प्रवर्तित योगके द्वारा क्षिप्र गतिसे एक दिन 
समस्त सानव-जाति भी अतिमानवके रूपमै विकसित 
की जा सकेगी । वे अपनेक्रो इस विकासकी प्रथम 
कड़ी मानते थे; परंतु इसमें वे कहाँतक सफल हुए, यह 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । हमारी औपनिषद 
साधनाको विचारभूमि श्रीअरविन्दकी विचार-भूमिसे सर्वथा मेल 
नहीं खाती । विकासवादके सिद्धान्तको अध्यात्मवादके 


साथ नहीं जोड़ा जा सकता । यदि गरीरसे . पथक 


एक स्वतन्त्र आत्मा है तो प्रश्‍न होता है “विकास 
किसका--शरीरका या आत्माका १” आत्माका तो विकास 
हो नहीं सकता । बिना आत्मामें परिवर्तनके उसके विकासका 
कोई अर्थ नहीं और आत्माको नित्य मान लेनेपर उसमें 
परिवर्तनकी बात संगत नहीं | तब फिर शरीरका ही विकास 
कहना पड़ेगा | किंतु किसी एक ही शरीरका सुष्टिके प्रारम्भसे 
आजतक विकास होता चला आया है, ऐसा कोई भी नहीं 
मानता । 
झारीरकी विभिन्नता और आत्माकी नित्यता स्वीकार कर 
लेनेपर आध्यात्मिक साधनामें विकास-सिद्धान्तका कोई उपयोग 
नहीं रह जाता | अन्तःकरणका विकास माना जा सकता है, किंतु 
इससे भी किसी प्रकारके विकासवादी सिद्धि नहीं होती | अन्त;- 
_करणके विकासकी चरमावस्था है--परमात्मदर्शनकी क्षमता, 
जो जीवके मानवशरीस्मै आनेपर उपलब्ध होती है। 
परमात्माके यथार्थ स्वरूपको जान लेनेपर जीवकी सत्ता 
परमात्मसत्तासे अभिन्नरूपमें अनुभूत होने लगती है। इसलिये 
उस परम सत्तामें विंकासकी बात सोची भी नहीं जा सकती | 
जहाँतक अन्तःकरणके विकासका प्रश्‍न है; उसकी भी 
` अवधि चरमा इत्ति ( ब्रह्माकारबृत्ति ) का उदय ही है । यही 
निर्वाण है । श्रीअरविन्द निर्वाणके आगे भी विकासकी 
- बात चलाते है- वस्ठतः उनके दर्शनका प्रारम्भ ही निर्वाणसे 
_ होता हैः किंठ यदि निर्वाण वास्तविक है तो वह दै तत्त्वसाक्षात्कार- 
दीन साधकके चित्तकी अवस्था-विशेष । नहीं तो; उसमें 





. तत्तबोधरूप ही है 


परिष्कृत होते हुए किस 





~ 
समस्त बाह्य आध्यात्मिक प्रवृत्तिसम्बन्ध | 
शैथिल्य अवश्यम्भावी है । ऐसी स्थितिमे निव भोग | 
श्रीअरविन्दके योगका अधिकारी ही कैसे हो ता | 
यदि किसीमै इस प्रकारका संकल्प या संस्कार विद्यमान; ) ` 
उसके निर्वाणे ही संदेह है | इसलिये यही मानना संगत 
होता है कि मानस, अधिमानस और अतिमानस तथा मान. 
अधिसानवश अतिमानव--ये मानवकी ही विशे | 
अवस्था हो सकती हैं और ये सब तत्त्वसाक्षात्कार या निवा 
पूर्वकी ही हैं । श्रीअरविन्द जिसको “निर्वाण” नामसे अभिहि 
करते हैं, वह भी तत्त्वसाक्षात्काररहित साधकके अन्त करणगी 
ही एक अवस्था-विशेष है | उनकी साधनामे भी उह 
अवतरण होता है; क्योंकि औपनिपद तत्त्वमे आरोह 
अवरोह सम्भव नहीं । 


वास्तवमै पूर्ण विकसित मानवकी मन:स्थिति ही मानवता 
आदश स्वरूप कही जा सकती है । मनुष्यका आचार-ित्रा 
और व्यवहारमें स्खलन उसकी अपूर्णताके ही कारण होतारै। | 
जैसे-जैसे उसमें परिष्कार होता चला जाता है; उसका सा > 
उच्च हो जानेके कारण उसके आचार-विचार और व्यवहारं 
उच्च स्तरके होने लगते हैं | 


प्रायः साधकोमे देखा जाता है कि वे जो व्यव 
स्वाभाविकरूपसे अपनी अन्तःप्रेरणासे करते हे, अगा 
उनके हृदयमें जो भगवद्विषयक विविध भावोंका आवरमा 
होता है, या तत्त्वसम्बन्धी विचार करते हुए वे जिस नि्कार 
पहुँचते हैं; वह शाख्रसंगत ही होता है, यद्यपि वमी कमै 
साधकोको इसका ज्ञान बादमें होता हे कि उनका कर्म भा | 
या विचार शाख्रसम्मत भी है | यह इस बातका द्योतक है| 
शास्त्रीय विधान, भावनाएँ और विचार किस प्रकार | 
मानवमे खाभाविकरूपसे अनुष्ठित और उदूबुद्ध होने ली L 
हैं । यद्यपि साध्य-साधनभावका स्वाभाविक पोरा 

शास्रञ्ञान, तदर्थानुष्ठान, चित्त्ुद्धि, मगवद्मक्ति 2 | 
द्वारा उपर्युक्त क Terri है । 
व ) प्रकारसे अनुष्ठित एवं शाल्लीय | | 
क्रमके उदाहरणसे र त तोरा कि अतर 
प्रकार साधकको पूर्णताकी बो 


जाता है | साथ ही साधनाके स्तरोंके साथ शाख्रके स 
- यह भी निश्चय ८ र 


होता है कि मनोवैज्ञानिक दृषटिसे भी. है 
ताका खरूप वही है, जो हमारे शास्म प्रतिपादित ९ 


| 


00 २ 


८ 


कै मानवता % 





- सर्वोच्च स्तरका मानव स्थितप्रज्ञ माना गया है । स्थित- 
प्रज्ञकी समस्त विशेषताएँ सहज होती हैं । तत्त्वाधिगम करके 
जो उसमें परिनिष्ठित हो गया है, वही “पूण विकसित मानव? 
है । वही स्थितप्रज्ञ है । तत्त्वतः उसकी परमार्थ तत्त्वसे 
पृथक सत्ता न होनेपर भी व्यवहारदृष्ट्या जो उसकी स्थिति 
गति है, वही मानवताका चरम विकास कही जा सकती है । 
स्थितप्रशकी स्थिति-गतिको अपने विकासका चरम लक्ष्य 
समझकर उसके अनुकूल साधनोंका अनुष्ठान, जीवनके लक्ष्य- 
से साधनोंका समन्वय-सम्पादन एवं मनोवृत्तियोकी पाशविक- 








मानवताके प्रति भारतीय शास्री और मनीपियोंकी 
धारणाका यही रूप है । मानवताकी दुहाई देते हुए अपनी 
परम्पराप्रातत सामाजिक-वेयक्तिक शास्त्रीय मर्यादाओंको 
तोड़नेका प्रयासं शुद्ध उच्छुङ्खलता ही कहा जा सकता है । 











मानवताकी इस धारणाके अन्तर्गत विभिन्न मानवीय गुणो- 
का विकास; सामाजिक न्याय; विश्वबन्धुत्व और केवल मानबोंमें 
ही नहीं, अपितु प्राणिमात्रमे सहज भ्रातृता, समता- 
खतन्त्रताका प्रसार, ' पश्युत्वका अतिक्रमण ओर व्यक्तिशः 
मानवकी उन्नति आदि सभी सम्भव हो सकते हैं | अतएव इसका 







्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य््य्स्य््य््स्य्््च् 


धाराका नियमन-नियन्त्रण ही हमारे यहाँकी मानवताका समादर करते हुए इसीके प्रचारप्रसारका प्रयत्न होना 
व्यावहारिक रूप है । चाहिये । 
ho 

र मानवता र 
श॑ ( लेखिका- स्व० वीरबाला कुलश्रेष्ठ ) + 
सागरमें ज्वाळा छिपी हुई है भरी . बिन्दुम अनिद पया 
९४ दे भटक रहा वन वन ङुरङ्ग कुण्डलम कर्तरी तिवस ॥ Sy 
४४ पासङ्ग न बेटी अखिल सृष्टि जिसके कण, भरकी समर्तास। Ee? 
र उस महाराक्तिका मूलमंत्र छिपा हुआ, मोनवतामें ॥ ७, प 
\/ सुख दुखके सहचरको भी हम क्या सच्चा (सिंर बना पाते। AN 
८ करके अभावकी पूर्ति, जो कि जीवनको सुगम बना जाते ॥०५ २४ 
र” हम उसे खोजते फिरते है आडम्बर हमको अपना” ९ 
५ वह द्वार हमारे “हो हमसे 28५ ठुकराया जाता ॥ ४; 
६/ हम उसे क्रोधसे देख रहे, वह हमे प्यारसे दुलराता। र” 
४५४ संतत हृदयपर सुधामयी करुणाकी किरणें बरसाता॥ र 
३ जीवन-रजनीमे जव कोई आशाके दीप बुझा जाता। 

है! चह थकित हृदयको मधुर प्यारके तारोंसे उलझा जाता॥ 

है! इस अगम पंथके बीच किसीका भोला हृदय ठगा जाता। छे 
तब देकर निज संबळ, उरमे वह नव-नव-स्फूति जगा जाता ॥ २ 
र» उसके बन्धनमै बँधी सृष्टि सुख खप्न देखनेमे लय है। 

९४ पद-तलमै भूतल पड़ा हुआ जिसकी - आँखोंमे विस्मय है॥ ९” 
रै” है जीव-मात्रमे उसका घर मन-मनमे उसका मन्द्र है। ९7 
1) जगके कण-कणका सार-रूप चिर सत्य और चिर सुन्दर है॥ तै 








== ककः 





२ मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका + 





श्रीरामका भेदरहित प्रेम 


शबरी ( भीलनी ) 


अवधेन्द्रकिशोर कौसल्यानन्दवर्धन श्रीराम अनुजके 
साथ वन-पथमें थे । मारीचकी मायाने रावणको श्रीजनक- 
नन्दिनीके हरणमें सफल कर दिया था और उन श्रीतै देहीका 
अन्वेषण करते श्रीरघुनाथ विरह-लीला करते वनमें भटक 
रहे थे । गीधराज जटायुको परमधाम प्रदान करके सानुज 
उन्होंने मतङ्गाश्रमकी सीमामें प्रवेश किया । 
मतङ्गाश्रम जनशून्य नहीं था | बड़े-बड़े ऋषि- 
सुनियोंने उसे अपना आवास बनाया था । वहाँ बृद्धा 
भीलनी शबरी न बहुत प्रसिद्ध थी और न कोई बड़ा 
भारी आश्रम था उसका । सभी ऋपि-मुनि लालायित 
थे कि श्रीराघवेन्द्र अपने श्रीचरणोंसे उनके आश्रमको पवित्र 
करें; किंतु श्रीराम पूछ रहे थे--'शबरीजीकी कुटिया 
किधर है ! एक कोनेमें उपेक्षिता नन्हीं-सी शबरीकी 
कुटिया--श्रीरघुनाथ भाईके साथ सीघे उस भीळनीकी 
कुटियापर पधारे। धन्य हो गयी शबरी, सार्थक हो गयी 
उसकी प्रतीक्षा--“शबरी परी चरन लपटाई |? 
अस्पृश्य निषाद | 
आजका युग नहीं था भाई ! और आज भी अभी 
छूआ-छतका भेद थोड़े ही मनोंसे गया है । वह रहना 
चाहिये या जाना चाहिये, यह बात यहाँ करनेको स्थान 
नहीं है. । यहाँ तो त्रेताकी एक बात करनी है- उस 
त्रेताकी जबइन नियमांका बड़ी कठोरतासे पालन होता था | 
श्रीरामको आज. ही नहीं, उस समय भी एक ओरसे 
सभी मर्यादापुरुषोत्तम मानते थे | वेद-शात्रकी और 
समाजकी समस्त सम्मान्य मर्यादाओंके परमादर्श, परम- 


संस्थापक श्रीराम | श्रीरामका आचरण- आचारका माप- 
दण्ड---श्रीराम जो करें वही घर्म । | 





“का प्रसाद; 


दूसरी ओर निषाद--वेनके कल्मपने जिस जा 
आदिपुरुषके रूपमे अपनेको साकार किया, वह अस 
निषाद | | 
“जासु छॉहँँ छुइ लेइअ सींचा ।' | 
जिसकी छाया शारीरपर पड़ जाय तो विजा 
सचैल खानके बिना अपनेको अपवित्र मानते थे | 
किंतु पवित्र प्रेमसे परिपूर्ण-हृदय निषाद क 
श्रीचरणोंकी ओर झुका- श्रीराम, मर्यादापुस्तोतत 
श्रीरामने उसे भर लिया इुजाओंमें ।- तन नहीं, फ़ 
देखना चाहिये यह मर्यादा उनकी- धन्य हो ग्र 
निषाद ! समुज्ज्वल हुई मानवता | 
राक्षस विभीषण ] 
और उन मर्यादापुरुपोत्तमने मानवताको जो अद्य 
मापदण्ड दिया--समता और विश्वासका मापदण्ड 


: रावणका सगा भाई, दशग्रीवका विश्रासमाजन, करव 


व्यवस्थापक राक्षस विभीषण | किंतु विभीषण जब गण 
आ गये- शंका, अविश्वास- छि; ! श्रीरघुनाथने उ 
अन्तरंग सचिव बनाया | उनकी, मन्त्रणाका वे समार 
करने लगे | विश्वास एवं आत्मीयताकी नींवपर मानवता 
प्रतिष्ठा है बन्धु ! 
वानर सुग्रीव 
समता---श्रीराधवेन्द कहा करते थे- -सुग्री गै | 
मित्र हैं |? अग्निकी साक्षीने भित्र बनाया था उन्होने ९ 
सुग्नीवको । मुनिमण्डल्वन्य अवचेन्द्रकुमार श्रीराम 
भी जिनकी. पदवन्दना करके सनाथ हों और वी 
खमीव--अरण्यवासी . कप्रि | सुग्रीव वानरराज १ 
श्रीरामकी कृपासे । सुग्रीवका सुख-वैभव था र 
क्योंकि उँच-नीचके भेदको विस्तृत की 


मित्र बना लिया था श्रीरामने वानर सुग्रीवको | 


| रामका भेदरहित प्रेम 
भीलनी शाबरी अस्पूच्य केवट 














i ` रर 
छ) ७. 


६. 9:70 


fl 





` 









144 9. 


२८ . राक्षस विभीषण 





२ आदश मानवता % 





१२ 





RR ता 


आहदशे मानवता 


( ठेखक--साधु श्रीश्रीप्रशानाथजी ) 


( १ ) मनुष्य-जीवनकी दुलभता 

हम अनेक वार बहुत-सी वस्तुएँ प्राप्त करनेकी इच्छा 
करते हूँ; परत पाते नहीं, ओर बहुतेरी अप्रिय वस्तुएँ, 
इच्छा न करनेपर मी, हमारे पास आ उपस्थित होती हैं 
एवं हमारे जीवनको अस्त-व्यस्त कर देती हैं | इसीका नाम 
है पराधीनता, बन्धन या अज्ञान | भगवानने हमको जितनी 
शक्ति ओर वस्तुएँ प्रदान की हैं, यदि हम उनसे 
संतुष्ट रह सकते तो हमको अनधिकार चर्चा करके अस्त- 
व्यस्त होना नहीं पड़ता और हमारा जीवन भी सुखमय हो 
जाता । हम अपने-आप अपना बन्धन तैयार करके अपने- 
को कोषाकार कृमिके समान आवद्ध करके मरते रहते हैं | 
भगवानूने असीम कृपा करके हमको मनुष्यका शरीर प्रदान 
किया है । देवता तथा नरकके जीव मी मनुष्य-शरीर पानेकी 
ईच्छा करते ह; क्योकि मनुष्य-शरीर पाप-पुण्यकी समताके 
कारण देवहुर्लम वस्तु देवताओंकों भोग-शरीर प्राप्त 
रहता हैं; उनमें दुःखकी कमी होनेके कारण मुक्तिकी इच्छा 
गाण हाता हैं और स्थावर आदि योनियोंमें विवेकका अभाव 
होनेके कारण तथा ज्ञान-प्राप्तिके साधनके न होनेके कारण उनको 
भी भोगमात्रके द्वारा जीवन व्यतीत करना पड़ता हे | मनुष्य- 
गरीरमै सारे ज्ञानके साधन भगवत्‌-कृपासे प्राप्त हैं | यह 
शरीर पशु-पक्षियोंसे विलक्षण होनेके कारण स्वर्ग आर नरक 
का हार हैं। अन्यान्य योनियोंमें सारे जीव प्रकृतिके अधीन 
रहते है। प्रकृति भोग प्रदान कर धीरे-धीरे उनका सुधार करके 
उन्हें मनुध्य-शरीरके लिये उपयोगी बना देती है | मनुष्य-शरीर 
यात करते ही जीव प्रकृतिके दासत्वसे मुक्त हो जाता हे और 
इच्छा करनेपर स्वर्ग या नरक अपने लिये प्रस्तुत कर सकता 
है। मनुष्यका शरीर, इन्द्रिया, मन) प्राण ओर बुद्धि--ये सभी 
उस मुक्त करनेमै समर्थ हैं | इनका वैध व्यवहार किया जाय 
तो ये मुक्तिके साधक बनते हैं आर दुरुपयोगके द्वारा ये 
ही नरकके हेतु बन जाते | इन्द्रियोंका असंयम ही अनर्थः 
का हेतु है तथा इन्द्रियांकी वश्यता ही सम्पदूका हेतु है । 
जो इन्द्रियोंके दास न बनकर इनका यथोचित व्यवहार करके 
इक्तिकी साधना करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं | इसके विपरीत 

इनके दास बनकर, इनका सेवन करके जीवनयापन 

वे जीवित रहते हुए ही मृतवत्‌ बन जाते हैं | 


सा० अं० १६-- 


म (२) विद्या 
विद्या तत्र सुदुलंभा ।' मनुष्य-शरीर प्राप्त करने 
भी विद्याहीन जीवन पश्के समान हो जाता है, अतएव 
मनुष्य-शरीरकी अपेक्षा भी विद्वान्‌का शरीर श्रेष्ठ है । विद्या 
मनुष्यका परम धन है | दूसरे धनको चोर चोरी करके ले 
सकता हैं परंतु विद्याको कोई चुरा नहीं सकता | इसको 
जितना ही दान करें, उतना ही यह वृद्धिको प्राप्त होती है | 
राजाकी पूजा केवल अपने देशमै होती है, परंतु विद्वान्‌ सर्वत्र 
पूजित होते हैं । 
( ३ ) श्रद्धा और वेराग्य 
विद्वान्‌ होकर मी श्रद्धा ओर वेराग्यसे हीन होनेपर 
मुक्ति नहीं प्रात हो सकती । अतएव बिद्वानोंमें जो श्रद्धा 
और वैराग्यसे युक्त हँ, वे केवळ विद्वानोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। 
केवळ विद्यासे श्रद्धा ओर वैराग्य नहीं हो सकते | 
शास्त्रावळोकन और सजनोंके सङ्गके बिना किसीमै श्रद्धा 
आर वराग्यका उदय नहीं होता | अतएव सत्‌-शास्रोके 
अभ्यास और सजनोंका सङ्ग करके विद्वानको श्रद्धा और 
वेराग्यका सम्पादन करना चाहिये | 


( ४ ) सजन-कृपा 

्रद्धाके साथ शास्र और सजनोंका सङ्ग करते रहनेपर 
भी विविध शास्त्रांके, अधिकारी-भेदसे, नाना प्रकारके उप- 
देश सुनकर शङ्काएँ पैदा हो जाती हैं | उस समय कौन-सा 
पथ ठीक है) यह निश्चय करनेमें मनुष्य असमर्थ हो जाता 
| तत्र अविश्वास उत्पन्न हो जाता दै, या नास्तिकता आ . 
जाती है | अतएव गुरुके शरणापन्न होकर शास्र और सजनौः 
का सङ्ग करना चाहिये; इससे अपने ऊपर दायित्व नहीं 
रहेगा | गुरु अपनी रुचि और सामर्थ्यको देखकर जो मार्ग 
ग्रहण करा देंगे, उसी पथपर अग्रसर होते रहना होगा | उस 
पथके साधक्रोंका सङ्ग तथा शास्त्रोंका चिन्तन करना होगा | 
इससे इधर-उधर भ्रममें भटकना नहीं पड़ेगा | जो लोग 
गुरुके पास रहकर शास्त्राका अनुशीलन करते हैं, वे केवळ 
युरु-मुख होनेकी अपेक्षा श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं; क्योंकि शास्त्र 
ही लोकचक्षु दे; शात्रद्वारा ही गुरु शिष्यके अज्ञानान्धकार- 

को दूर करनेमें समर्थ होता है । 








( ५ ) तत्त्वज्ञान 
शास्त्र पढ़कर भी अनेको महामहोपाध्याय संसारके कृमि 
होकर उत्पन्न होते है, अतएव शास्राध्ययन करके तत्त्वज्ञानी 
बनना और भी दुर्लभ है । अर्थात्‌ शास्त्राध्ययन करनेवालोंमें 
भी तत्त्वज्ञानी दुल्म ओर श्रेष्ठ हैं । 
( ६ ) सहजावस्था 
तत्त्वज्ञान प्राप्त करके भी बहुतसे लोग दिग्विजयके मोहमे 
पड़कर सहजावस्थासे च्युत हो जाते हैं । अतएव तच्चज्ञानियो- 
भे भी जिनको सहजावस्था प्राप्त है ( अर्थात्‌ जो सर्वदा एक- 
रस रहते हैं ), वे ओर भी दुर्लम हैं । 
( ७ ) वृत्तिहीनता 
तत्त्वज्ञानके फलस्वरूप समाधिके दृढ़ अभ्याससे एक 
अवस्था आकर उपस्थित होती है, तब जगतका कोई भी 
व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगता । वह सदा ध्यानमे निमझ 
रहकर क्षणमात्रके लिये भी ध्यानका त्याग करना नहीं 
चाहता । शारीरके पोषणके प्रति भी उसकी कोई कतंव्यबुद्धि 
नहीं होती । कोई खिला दे तो खा लेता है । खान करा दे 
तो खान कर लेता है । अथवा कुछ भी नहीं करता । सुषुप्तः 
के समान पड़ा रहता है । ऐसे पुरुष धन्य हैं । उनको जीवन- 
का लक्ष्य प्राप्त हो गया है । अतएव प्रत्येकको जीवनकी 
शक्ति और सामग्री देखकर उपर्युक्त किसी भी स्तरके लिये 
यज्ञ करना मनुष्यमात्रके ख्यि आवश्यक है । अधिकारी हुए 
बिना जो चेष्टा करता है, वह विफलमनोरथ होता है । 
: ( ८ ) साधना 
अपने-अपने अधिकारके अनुसार साधन करना मनुष्य- 
मात्रका कर्तव्य है । भगवानूने अर्जुनको निमित्त बनाकर; ज्ञान? 


~ 


SELLE — 


मानवता कहाँ है ! 
सत्य-असत्य-विवेक तथा जिनमें सुख ओ दुखकी समता है , 
दीन-दुखीजन देख दया परकष्ट-निवारणकी क्षमता है। 
भक्ति सदा गुरुदेवनमेः जगके सब प्राणिनमें ममता है, 
आस्तिकता छलहीन जहाँ “कविराम' वहीं सच मानवता है ॥ 


FS. SE 


_ 


% मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


भक्ति और कर्मका अपूर्व समन्वय करके जो उपदेश 
है, बह मुमुक्ुमात्रके लिये उपयोगी है | साधारणत; 
प्रकारके मनुष्योंका एक ही लक्ष्य होता है । कर्मी के 
द्वारा, ज्ञानी ज्ञानके द्वारा और भक्त भक्तिके द्वारा अने 
लक्ष्यकी ओर अग्रसर होता है । मार्ग और सिद्धान्तको छेक्न 
दल्बंदी न करके, अपनी शक्ति और साधनऱसामग्ीने 
देखकर जिससे जितना हो सके, उसके लिये उतना ही ताप 
करना युक्तिसंगत है । कर्मके बिना भक्ति और भक्ति 
बिना ज्ञान टिक ही नहीं सकता । इन तीनौका पारस 
अपरिहार्य सम्बन्ध होनेके कारण एकका त्याग करनेपर दे 
की स्थिति ही असम्भव हो जाती है । अतएव खण्डन-मण्झा 
छोड़कर मुमुक्षुको सत्यकी ओर अग्रसर होना आवश्यक है| 
सत्य स्वयं प्रमाण होनेके कारण सबकी निजी वस्तुऐ| 
साधनके द्वारा सत्यकी अभिव्यक्तिमात्र होती है | सब 
स्वप्रमाण होनेके कारण साधनसापेक्ष नहीं है । गणितका मिश्रयो 
जब गुरु विद्यार्थियोंकी करनेके लिये देते हैं; तब जिनके प 
ठीक होते हैं, उन सबका एक ही फल देखनेमे आता है), 
जिसका फल ठीक नहीं होता, उसके साथ उनका ऐक न 
हो सकता और जिनके फल ठीक नहीं रहते, उतम 
परस्पर ऐक्य नहीं होता । यदि ऐक्य हो गया तो मा 
पड़ेगा कि एकने दूसरेकी चोरी की है या नकल की है | ह 
प्रकार साधनके द्वारा जो सिद्ध हो गये है, उनके चिक 
शान्ति, भोग-निःस्प्रहता, आनन्दकी अभिव्यक्ति? विप्रवर 
आरोम्य--नीरोगता, सुख-दु;खमै समानता और प्रसन्नता औँ 
बाह्य लक्षणांको देखकर दूसरे लोग अनुमानमात्र कर सती 

हैं । परंतु ज्ञान और मुक्ति खसंवेद्य होनेके कारण वे द 
की बुद्धिके विषय नहीं बन सकते । 


दिः 





--श्रीसीतारामजी झा 


Mh — 








+ मानवताका विकास & 





१२३ 





मानवताका विकास 


( लेखक-साधुवेषमें एक पथिक ) 


मनुष्यकी आकृतिमें मानवताका दर्शन बाह्य नेत्रोसे नहीं 
होता | उसके देखनेके लिये विवेकशीला बुद्धि चाहिये । 

जहाँ सारी क्रिया तथा इन्द्रियोंकी चेष्टा एवं मनकी 
प्रबृत्ति विवेकके आधारपर होती है, वहीं मानवताका विकास 
समझना चाहिये | 

शारीरिक बल मनुष्यकी अपेक्षा हाथी, घोड़ा, वेल आदि 
पश्जुओँम बहुत अधिक है । इसी प्रकार इन्द्रियोंकी शक्ति भी 
छोटे-छोटे जन्तुओंमें मनुष्यसे बहुत अधिक पायी जाती है | 
परंतु बुद्वि-विवेकके बिना शारीरिक शक्तिशाली पद्म वन्धनमें 
रहकर जीवनभर बुद्धिमान्‌ मनुप्यके संकेतानुसार कर्म करता 
है । उसे खयं अपने लिये हितकर कर्तव्यका विवेक नहीं 
होता । 

यद्यपि पशुओंके द्वारा मानवजातिकी बहुत बड़ी सेवा 
होती है, तथापि वह सेवा-कर्म स्वयं पशु अपने विवेकसे नहीं 
करता, उससे कराया जाता है | 

जहाँ समस्त कर्म कर्तव्यका विवेक रखकर होते हैं, वहीं 


मानवता है, और जहाँ शासनमें रखकर कर्म कराये जाते 
हैं, वहीं पञ्-प्रकृतिकी प्रधानता है । 

मनुष्यकी आकृतिमे कहीं पशु-प्रकृति, कहीं आसुरी 
प्रकृति और कहीं-कहीं मानवी ग्रकृतिका दर्शन मिलता है। 
इससे भी ऊपर मनुष्यकी आक्रतिमै ही ईश्वरीय दिव्यता भी 
आविर्भू होती है । 

मानव-आक्कतिके भीतर मानवताका निर्णय उसके बाह्य 
कासे ही नहीं होता प्रत्युत कर्मके पीछे भाव, भावके पीछे 
विचार तथा विचारके पीछे उद्देश्यको समझना आवश्यक 


, होता है । 


जहाँ विचारःविवेककी प्रधानतामें समस्त कर्म होते हैं, 
वहीं मानबताका निर्माण होता है और मानबतामें ही दिव्यताका 
अवतरण होता है । 
मनुष्य ज्यो-ज्यों विचारके द्वारा अपने भीतर पझ- 
स्वभावका दमन करता जाता है त्यो त्यो मानवीय शुणोकी 
जागति होती जाती है | 
जहाँ अपने ही शरीरका सुख तथा इन्द्रियोंद्वारा 


विषयरसमें आसक्ति प्रवल है; वहीँ पञ्जुप्रक्नति है । 


जहाँ भोगोंमें आसक्तिक्रे साथ देहामिमान, बलाभिमान 
है, वहीं आसुरी प्रकृतिकी प्रधानता है; जहाँ मोग-सुर्खोमि 
तथा धन एबं मानकी प्रात्तिमै धर्मयुक्त मर्यादाका पक्ष है, 
वहीं मानवी प्रकृतिकी जागति है । 

राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद) मोहसे रहित जहाँ सेवा और 
तपका व्रत चलता है, वहीं मानवता परिपुष्ट होती जाती है | 
इसीके साथ-साथ जब दोषोंका पूर्णतया त्याग एवं एकमात्र सत्य 
परमात्मासे अनुराग होता है, तब जीवनमें दिव्यता आती है | 


आलस्य, विलासिता; सुखोपभोगकी दासता, सभी 
प्रकारके सीमाबद्ध अभिमान सानवता-निर्माणमें सदा बाधक 
बनते हैं । 

श्रम संयम; सेवा, सदाचार) विनम्रतायुक्त व्यवहार 
मानवता-निर्माणमें सदा सहायक होते हैं । 

आळसी, विलासी, सुखासक्त मनुष्य सेवा नहीं कर 
सकता और वह श्रमी तथा सदाचारी एवं कर्तव्यपरायण 
नहीं हो सकता | आळसी मनुष्यका भविष्य अन्धकारमय 
रहता है; क्योंकि वह वर्तमानमें ही पूर्ण होनेवाले कर्तव्यसे 
जी चुराता है । 

विलासी मनुष्यका भविष्य भी घोर दुःखमयं बनता 
जाता है; क्योंकि वह मिली हुई शक्तिको क्षणिक विषयजनित 
रसके पीछे नष्ट करता रहता है । 

सुखासक्त मनुष्यका भविष्य अनेक अपराधों, दोषोंसे 
भरता जाता है; क्योंकि वह सुखासक्तिबदा ही अपने 
अनुकूलके प्रति रागी एवं प्रतिकूलके प्रति द्वेषी होता है; 
रागद्वेपके कारण उससे अनेकों अपराध- पाप बनते रहते हैं । 

पशु-प्रकृतिका मनुष्य वह है, जो इन्द्रियग्राह्म विषय-सुखमे 
तक्लीन रहकर धर्मकी, कर्तव्यकी तथा शास्र एवं गुरु- 


आज्ञाकी अवहेलना करता रहता है; वह मुक्त-जीवनकी) 
शान्तिकी परवा नहीं करता । 


आदर्श मानव वही है, जो अपने कर्तव्य-पालनमे, खधर्म- 
पथमै अविचल रहकर इन्द्रिय-सुखोपमोगकी परवा नहीं करता; 
वह कष्टसहिष्णु, धैर्ययुक्त एवं परमार्थ तत्त्वका प्रेमी होता है। 








छ 
७), ९ हु2___ ८ र्‌ € | 
१२४ क मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमाथेका * | 
न) 
या न प्रो AN aA 3 Po 
जहा तप करना) सेवा करना, दान करना तथा दोषोका पाशविक इत्तियोंकी विविध वस्तुओंकी भूख ४ शेष 


4 ७८ 0) > आ ~ यांके न बल शाक्तिर्व थे भू \ | 
त्याग करना प्रिय लगता है, वहाँ मानवता है । जहाँ-कहीं दै । आसुरी वृत्तियोंको केवल शक्तिकी भूख होती | 
दूसरोकी सेवा-सहायता करनेमे दोषाकरो छोड्नेमै कष्ट होता मानवी इत्तियोंकी सद्भाव तथा सहुण एवं यथार्थ रा 

[oS ~ नम > 
है, दान करना) त्याग करना अप्रिय लगता है तथा शुभ भूख होती है। | 


संकल्पको, व्याग, दान तथा सेवाकी प्रेरणाको टाळ दिया जिस जीवनमै किसी प्रकारकी भूख नहीं रह जाते 
> c+ कतिकी ज्ञ Re ठ a | 
जाता हैं) वहीं पझु-्रकृतिको प्रधानता है । वही देवी) ईश्वरमय, पूर्णताको प्राप्त जीवन है । [ 


पशु-प्रकृतिमै भाव तथा विवेकशून्य भोग-सुखकी तृष्णा मानव-जीवनमें जहाँ कहीं अतृति है, अशान्ति है, हे 
प्रबळ रहती है । मानवताकी जागतिमै प्रत्येक कर्मके साथ पूर्णताके लिये प्रेरित करती है । इसी प्रकार जीवनमै विनाश 
सद्भाव-सदूविचारकी प्रधानता होती है । मानवतामें जब आशङ्का, वियोगका भय, अभावका दुःख बार-बार निव 
दिव्यता उतरती दै, तब त्यागकी पूर्णता, प्रेमकी पूर्णता पायी योग एवं अविनाशी जीवनकी खोजके लिये विवश करताहै। 
जाती है । 
जोमानव शरीरादि साधनाको संसारकी सेवामे नियुक्त 
कर देता है और अपनेको परमात्माके समर्पित करके अपने लिये 
संसारम कुछ भी नहीं चाहता, वही ईश्वरमय जीवनका 
अनुभव करता है.। 
विवेकी मानवमै मानवताका परिचय सेवाओंसे मिलता है। 
वह दूसरौकी सेवाम ही अपना हित देखता हैः सेवाके बदलेमे वह 
न घन चाहता है न मान चाहता है; उसे किसी प्रकारकी 
शक्ति सुभ होती है तो उसे सेवामै ही लगाता जाता है; अपने 
लिये तो वह केवल शान्ति चाहता है, जो उसे दोषोंके त्यागसे 
अनायास ही अपने-आपने प्राप्त होती दीखती है । 
राग द्वेष, लोमश मोह, अभिमान आदि दोषौका 
दुःखपूर्वक ज्ञान होना मानवताकी जागति है क्योकि पशु- 
प्रकृतिको अपने दोष्रोका ज्ञान नहीं होता और आसुरी 
प्रकृतिको दोषोंका तो कभी-कभी ज्ञान होता है परंतु दोषोंके 
होनेका- दुःख नहीं होता । मानवताकी जागतिमै ही दोघोंका 
दुःख होता है । 
ज्यो-ज्यों राग-दवेष, लोम-मोहादि दोषोका त्याग होता 
जाता है) म्यौहीत्यौं मानवता भी पूर्ण होती जाती है। 
मानवता पूर्ण दोनेपर प्रेममें पूर्णता आती है, जो जीवनको 
दिव्य- चिन्मय बना देती है। 
दिव्य तथा चिन्मय जीवनकी प्रास मानव-जीवनका फिर भी मानव भयातुर है, चिन्तित है, अशान्त है 
लक्ष्य दे । जब मानवता जाग्रत्‌ हो जाती है; तब वह जडत्वके अनेक अनुकूलताओंके होते A 
दतः तेता चा 00 आदि जडत्वके मानवताका अभाव देखा जा रहा है । परस्पर मानवताती. 
बन्धन चैन न लेप माननीय ति मति मागतिनाखोनदरयको व्याकु आठरजना रही र 
होती है । समस्त जीवन साधन बन जाता है, सिद्धि आझतिमै पशु-परवृत्ति एक दुसरेको चैनसे रहने नहा देसी 
सुलभ हो जाती है। आसुरी प्रकृति किसीकी समृद्धिको, किसीके उत्याती 


अबाध स्वाधीनता, प्रसन्नता तथा शाश्वत शानि, 
अमरत्व और निष्काम प्रेम मानवजीवनमें ही सुलम हैं। 

अबाध स्वाधीनता प्राक्त करनेके लिये विवेकपूर्वक समी | 
आसक्तियाँका त्याग करना होगा । सदा प्रसन्न रहनेके व्यि. 
अनुकूल्ताके रागवश होनेवाले क्रोधका त्याग करना होगा। 
शाश्वत शान्तिका अनुभव करते रहनेके लिये प्रतिकूलतावश | 
होनेवाले क्षोमसे बचते रहना होगा । | 

कर्तव्य-परायण बने रहनेके लिये तथा अविनाशी 
जीवनकी अनुभूतिके लिये और प्रेमको कामनासे निष्कह्म 
रखनेके लिये निरन्तर विस्मृतिदोषसे सावधान रहना होगा 

त्यागका सामर्थ्यं विवेकी जीवनमै, प्रेमी हृदयमें ही 
आता है । त्यागसे ही मानवतामै प्रगति-सद्गति होती है | 
रागसे ही रुकावट होती है । शाश्वत शान्तिकी अमिता 
प्रबल होनेपर दुःखदायी दोष्रोंका त्याग करना विवेकी मानवी 
लिये अति सुगम हो जाता है । जिसे त्याग कठिन प्रतीत होता है 
उसके हृदयमे शान्तिकी अभिलापा प्रबळ नहीं है, कहीं सुखी 
चाह बलवती बनी हुई है । 

आजके मानवसमाजमै कदाचित्‌ भौतिक विशी 
सहारे शक्ति अधिक बढ़ रही है । कहीं-कहीं सम्पत्ति भै 
बहुत अधिक है | भोग-सामग्रीकी कमी नहीं है? यो 
और अधिकार भी इच्छानुसार अनेकोको सुलभ है । पछ 





me SS = 


# मानव ! मानवता छोड़ नहीं * 











देखकर स्वयं चैन नहींले पा रही है। इस अशान्तिमय 
वातावरणमै मानवताकी दिव्यतासे पुकार हो रही है कि 
असुरताका तथा पशुताका दमन हो । 

मानवताकी भूमिमै ही प्रेमसे द्वेषपर, न्यायसे अन्यायपर; 
सेबासे स्वार्थपर, आस्मन्ञानसे देहाभिमानपर) सत्य-चिन्तनसे 
विषय-चिन्तनपर, गुणोंके द्वारा दोषोपर विजय सुलभ हो 
सकती है । 

इसका बार-बार मनन करना है कि हम मानव हैं । 
हमें वह बुद्धि मिली है, जिसमें विवेक प्रकाशित होता है । 
हम विवेकका आदर करते हुए अपने जीवनको सुन्दर बना 
सकते हैं । हमारे जीवनकी सुन्दरतासे समाज भी सुन्दर 
हो सकता है । 

विवेकयुक्त प्रबृत्तिके द्वारा ही हम सानवताका परिचय 
दे सकते हैं | मानव वही है, जिसकी सभीको आवश्यकता 
हे; अतः हमें अपना जीवन इतना सुन्दर वना लेना है, जिसे 
सब चाहें और हमें इतना सुन्दर होना है कि हम किसीसे 
कुछ न चाहें | 

जिसने जो माँगा) उसके हितका ध्यान रखकर उसे वही 
देनेवाळे तथा स्वयं किसीसे कुछ न मॉगनेवाले मानव संसारमै 
दुल्भ हैं । 

विशुद्ध बुद्धि, तपोमये जीवन, तीव्र वैराग्य; रागद्वेष’ 


१२५ 


-टपॉलफ्स्प्फ्प्स्फ्फ्प्स्लिस्स्प्प्ससफ्सिलकिपसिफ्पििप१?२पॅ२सिकिससिस्स्सफ्स्स्स्प्प्प्पच् र लए 





मान-बड़ाई तथा महत्ताका त्याग; तत्त्वज्ञान; शुद्ध चैतन्यका 
ध्यान; निष्काम प्रेम) गर्वशून्‍्य कला-विज्ञान? प्रियवचनसहित 
दान, शक्ति होनेपर भी सहनशीलता, विपुल सम्पत्ति 
होनेपर भी नियमोंका पालन, सुखी दशामै दुखियौंकी सेवा 
दुखी दशामै सुखसे पूर्ण विरक्ति और परमात्मामें ही पूर्ण 
अनुरक्ति मानवताके पूर्ण विकासमै ही सम्भव हैं) सुगम हैं। 
मानवता ही दिव्यताप्राप्तिका साधन है । दिव्यताके योगसे 
ही मानवताकी परम तृप्ति मिलती है, परमशान्ति सुलभ 
होती है, सुख-दुःखके बन्धनसे मुक्ति प्राप्त होती है। 
मानवताके द्वारा ही यह अनित्य जीवन नित्यजीवनकी 
प्राप्तित साधन बन जाता है । र 
दुःखदायी भूलका, भ्रान्तिकाः अज्ञानका ज्ञान और 
अपने द्वारा होनेवाले दोष्रोंका दुःख मानवताकी जाएतिमे 
ही होता है । सद्गुणोंकी तथा जानकी एवं त्यागप्रेमकी 
कमीका अनुभव करना और इस कमीको मिटानेका पूर्ण 
प्रयत्न करना मानवता है । मानवताके आरम्ममै दुःख-सुखका 
भोग नहीं होता, उनका सदुपयोग होता है । सुखका 
सदुपयोग सेवाके द्वारा, दुःखका सदुपयोग त्यागके द्वारा 
होता है । 
सभी दोषों) सभी दुर्वळताओंकी निवृत्ति मानव-जीवनकी 
आवश्यकता है । परमानन्दपूर्ण सत्यका योग ही मानव- 
जीवनका लक्ष्य है । 





मानव ! मानवता छोड़ नहीं 


[ ले०--पं० प्रकाशचन्द्रजी कविर्न | 


मानव ! मानवता छोड़ नहीं ॥ 


रबिकी किरण भूपर आती 
तेरै पदःरजको छू जाता 
हे मानव ! तू जगमे महान 
देवोंकी भी कर होड़ नहाँं। 
मानच ! मानवता छोड्‌ नहीं ॥ 
विज्ञान मुक्तिका कारण दै, ३ क्यो ! बेलि कपट बिषकी बोई, 
यदि श्रद्धाका मधु-मिश्रण हें बेरी त्व न यहाँ तेरा कोई? 
तू बुद्धिवादके पाहनसे जिसमै तेरी छबि अङ्कित हैः 
सहृदयताका घट फोड़ नहों। तू. उस दर्पणको तोड़ नहीं । 
“मानव | मानवता छोड़ नहीं ॥ मानव ! मानवतो छोड नहाँ॥ 
ढु ES 31 ट्या! 





* सानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


FE र रा को 


मानव ! तेरा अधिकार ? 


वर्तमान समय मानव-जातिके लिये क्रान्तिका युग कहा 
जाता है । कहते हैं, शताब्दियोंसे सोये हुए मानवने आज 
करवट बदली है । अबतक वह परतन्त्रता और रूढ़ियोंकी 
दासतामै ग्रस्त था, किंतु अब इन बेड़ियोंकों काटकर वह 
अपना जन्मसिद्ध अधिकार- खतन्त्रता और सर्वाङ्गीण 
विकास पानेके लिये व्यग्र है | किसी जाति, सम्प्रदाय या 
रूढिका बन्धन वह सहन नहीं कर सकता। अब बह्‌ 
स्वतन्त्रताकी स्वच्छ वायुसे स्वच्छन्द विचरना चाहता है । 
इस भूमिपर ही नहीं, अब तो वह अन्यान्य ग्रह और 
नक्षत्रोपर भी अपने खास्थ्य-संस्थान और विद्दारःसंस्थान 
बनाकर सशरीर स्वर्ग-सुख भोगनेक्रे लिये व्याकुल है । 


परंतु भोले मानव ! तनिक सोच तो, क्या यही तेरा 
वास्तविक अधिकार है ? क्या भरपेट भोग मोगनेके लिये ही 
प्रभुने तुझे यह शरीर प्रदान किया है ! भोगोंसे क्या कभी 
किसीका पेट भरा है ? यह तो ऐसी बुरी विडम्बना है कि 
भरनेसे पहले ही पेट फट जाता है- भोग रोगमें परिणत हो 
जाता है और भोग-वासना अतृप्त ही रह जाती है । सारे 
संसारकी सम्पत्ति मिलकर भी क्या किसी एक सनुष्यकी 
तृष्णाको शान्त करनेमें समर्थ है ! इसलिये थोड़ा ठहर और 
सोच कि तेरा वास्तविक अधिकार क्या है । 


क्या कोई ऐसी वस्तु तेरा अधिकार हो सकती है, 
जिसे पानेमें तू परतन्त्र हो, जिसकी प्राप्ति अनिश्चित हो 
और जिसे पा लेनेपर भी तेरी तृष्णा अतृप्त ही रहे । अपने 
अधिकारको पाकर तो तुझे कृतकृत्यता और पूर्णकामताका 
अनुभव होना चाहिये | अतः निश्चय मान) संसारकी कोई 
भी वस्तु, अवस्था या परिस्थिति तेरा वास्तविक लक्ष्य 
या अधिक्रार नहीं हो सकतो; क्योंकि उन्हें पानेमें तू स्वतन्त्र 
नहीं है, उनकी प्राप्ति निश्चित नहीं है और न उन्हें पा लेने- 
पर तुझे आत्यन्तिकी विश्रान्ति ही मिल सकती है । प्यारे 
मानव ! इसमें संदेह नहीं) तू स्वभावसे ही पूर्णताकी माँग 
ळेकर अवतीर्णं हुआ हैं | माताकी कोखसे जन्म लेते ही 
तुझमें रुदनकी प्रदृत्ति देखी जाती है । तेरे सिवा और किसी 
प्राणीको जन्म लेते ही रोते नहीं देखा गया | रुदन सर्वदा 
किसी-न-किसी अमावकी वेदना दीनेपर ही होता है। अतः 


निश्चय होता है कि तेरा आविर्भाव सब प्रकारके 
अभाव करनेके लिये ही हुआ है | इसका यह अर्थ का 
नहीं है कि अन्य प्राणियोंको कोई अभाव ही नहीं होता। 
समय-समयपर अभावोंकी अनुभूति तो सभी प्राणियोंको होती 
है और अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार वे उनकी पचि 
प्रयत भी करते हैं; परंतु मानव तो आरम्मसे ही अभाव 
वेदना लेकर उत्पन्न होता है और केवळ वही ऐसा जीव 
है, जो सब प्रकारके अभावोंका अभाव करके पूर्ण पदर 
प्रतिष्ठित हो सकता है । 


अभावांका 


इसका एक विशेष कारण है । उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्ड 
और जरायुज---चार प्रकारके प्राणी हैं । इनमेंसे उद्भिज 
प्राणियौमें अन्नमयके अतिरिक्त केवल प्राणमय कोशकी ही 
अभिव्यक्ति हुई है । प्राणशक्तिके बिना तो किसी व्यक्तिको 
“प्राणी! ही नहीँ कहा जा सकता । अतः प्राणिवर्गका 
विकास उद्धिज्ज जगत्से ही आरम्भ होता है | इस कोटिके 
जीवोमें जन्म, मरण और वृद्धि आदि प्राणके व्यापार ही 
देखे जाते हैं । उनमें किसी प्रकारकी वासना या संकल्यकी 
स्फूति नहीं देखी जाती | स्वेदज प्राणियोंमे मनोमय कोशकामी 
विकास हुआ है | इसलिये उनमें संकल्प-शक्ति भी रहती 
है । वे सुख-ढुःखका अनुभव करते हैं और चलते-फिरते भी 
हैं; परंतु उनमें किसी प्रकारका शन्रुमित्र या अपने-परावे 
का भेद नहीं रहता । अण्डज और जरायुज प्रागियोंमें पूर्वोक्त 
तीन कोशोंके अतिरिक्त विज्ञानमय कोशका भी विकास हुआ 
रहता है । अतः उनमें शत्रुमित्र तथा अपने-परायेका भी मेद 
रहता है; परंतु ये सभी प्राणी केवल दृष्ट ढु;खकी ही निवृत्ति 
करते हैं; इनमें आगामी दुःखकी निवृत्तिका उपाय अथवा 
अधिकाधिक सुख पानेकी वासना नहीं देखी जाती । भूख 
छगनेपर ये अपना स्वभावसिद्ध आहार हुँ 


र हार ग्रहण कर लेते है) 
अर यह कमी नहीं सोचते कि फिर भी भूख लगेगी? 
इसलिये कुछ आहार 


संग्रह करके रख लें | और न कमी 
ऐसा ही विचार करते हैं कि हम जो आहार ग्रहण करते हैं 
उसे मिर्च-मसाले मिलाकर कुछ और स्वादिष्ट बना लें |, 
इसी प्रकार गर्मी-सर्दी लगनेपर अथवा भय उपस्थित होनेपर 
शो वे पो स्वमावक्े अनुसार तात्कालिकी व्यवस्था ही करते 
उनसे बचनेका कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं करते । परंठु 


णा = — जिऊ rr 


$ मानव ! तेरा अधिक्रार ? ३: 





१२७ 





मनुष्यका स्वभाव कुछ दूसरे ही प्रकारका है । वह तो केवल 
दुःख-निवृत्तिका ही नहीं, उत्तरोत्तर अधिकाधिक सुख पाने- 
का भी प्रयत्न करनेमें व्यस्त है । इसीसे उसकी भोग-सामग्री 
दिनोंदिन बढ़ती जानेपर भी वह निरन्तर उसे बढानेमै 
ही लगा रहता है, जब कि अन्य प्राणी जिस प्रकार लाखों 
वर्ष पूर्व रहते थे, उसी प्रकार आज भी रहते हैं । इसका 
कारण यह है कि आनन्दमय कोशका विकास केवल मानवमें 
ही हुआ हैं । अतः निरतिदाय आनन्द ही उसकी एकमात्र 
माँग है | जहाँ जन्मकालिक रुदन उसमें इसके अभावकी 
वेदना सूचित करता है, वहाँ उसका उन्मुक्त हास्य उसमें 
इसकी पूर्तिकी क्षमताका भी परिचय देता है । मानवके 
“अतिरिक्त किसी अन्य प्राणीको कभी हँसते हुए भी तो नहीं 
देखा जाता । अतः सब प्रकारकी पूर्णता, निरतिशय आनन्द 
या अमरत्व ही तेरा एकमात्र अधिकार है । 
अपने इस जन्मसिद्ध अधिकारको प्राप्त किये विना तुझे 
कभी शान्ति नहीं मिल सकती । परंतु तू तो न जाने क्या- 
क्या उपाय शान्तिकी प्राप्ति और सुरक्षाके लिये करता रहता 
है । अपने समकक्षोके प्रति संशायाछ होकर उन्हें भयमीत 
रखनेके लिये तू बड़ी-वड़ी संहारकारी शक्तियाँकी शरण लेता 
है और अपनेक्रो समृद्ध एवं सुरक्षित बनानेके लिये प्रथ्वीपर 
नहीं; आकाशके उस पार अपना घर बनाना चाहता है। 
भला, इस प्रकार कमी किसीकों शान्ति मिली है ! दूसरोंको 
भयभीत रखकर क्या कोई स्वयं निर्भय रह सकता है १ ये 
सब तो संघर्ष और अशान्तिकी ही भूमिकाएँ है । शान्ति 
तो तेरी निजी सम्पत्ति है । वह तो तुझे खभावसे ही प्राप्त है । 
तूने इस अशान्तिके उपकरणोंका आश्रय लेकर तो उल्टा 
अपनेको अशान्त ही किया दै । तेरी अधिकार-लाल्साने 
तेरे सहजसिद्ध अधिकारका, तेरी सुखलोछपताने तेरे स्वरूप- 
भूत सुखका, तेरी सुरक्षाकी चिन्ताने तेरे स्वाभाविक 
अमरत्वका और तेरी विस्तारकी वासनाने तेरे वास्तविक 
विभुत्वका आवरण ही किया है । इस प्रकार आज जिसे 
साधन समझकर तूने अपना रखा है; वह तो वास्तवमे असाधन 
ही है । यदि तुझे अपना वास्तविक साध्य पाना है तो इन सब 
साधनायासोंको छोड़कर उस साध्यकी ही शरणमे चला जा | 
वह खयं ही अपना परिचय कराकर तुझे अपनेसे अभिन्न 
कर लेगा। 
थोड़ा बिचार कर, तेरा वास्तविक अधिकार तो तेरे पास 
ही है और वह इतना महान्‌ है कि उससे बड़ी बात तू सोच 


ही नहीं सकता | आज जिन वस्तुओं और परिस्थितियोंको 
पानेके लिये तू बेचैन है, उनकी तो उसके आगे कुछ सत्ता 
ही नहीं है । तू अपने सहज स्वरूपको भूलकर अपनेको देह 
मान बैठा है, इसीसे तुझे इस व्यर्थ वासनाके चंगुरुमै फँसना 
पड़ा है | तू जो कुछ पाना और सुरक्षित रखना चाहता है, 
उसका सम्बन्ध इस देहसे ही तो है और देहमे ऐसी कोई 
वस्तु नहीं है, जिसे इस विश्वसे विभक्त किया जा सके | 
अत; यह शरीर तो इस संसार-सागरकी ही एक तुच्छ तरङ्ग 
है । जिस प्रकार यह संसार जड) पर-प्रकाइप और परिणामी है; 
उसी प्रकार यह शरीर भी तो है | तू तो चेतन? स्वयंप्रकाश 
और एकरस है । अतः जिस प्रकार संसार तेरा प्रकाश्य है 
और उससे तेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, उसी प्रकार यह शरीर 
भी कदापि तेरा स्वरूप नहीं हो सकता । इस शरीरसे 
तादात्म्य करके ही तूने अपनी यह दुर्दशा की है । इसीके 
कारण तू अपने सहजसिद्ध अलौकिक अधिकारको भूलकर 
उन वस्तुओंकी वासनामें फॅसा है, जो कभी किसी प्रकार 
तेरी नहीं हो सकती । अतः यदि तू अपनेको अपने उस 
स्वयंसिद्ध परमपदपर अभिषिक्त देखना चाहता है तो तुझे इस 
देहके तादात्म्यसे सुक्त होना होगा | 

देहसे तादात्म्य करनेके कारण ही तुझे वस्तु; व्यक्ति और 
परिस्थितियोंकी अनुकूलता या प्रतिकूलताका भास होता है, 
जिससे उनमें राग या द्वेष करके तू उन्हें पाने या त्यागनेके 
लिये चिन्तित रहता है । परंतु इस देहके रहते हुए क्या 
कभी यह सम्भब है कि तेरे जीवनमै सर्वदा अनुकूलता ही रहे? 
प्रतिकूताका दर्शन ही न हो ! संसारके इतिहासमै आजतक 
तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं सुना गया, जिसके जीवनमै 
प्रतिकूलता न रही हो | यदी नहीँ, सच बात तो यह है कि 
प्रतिकूलतासे ही जीवन निखरता है । संसारमे जितने महापुरुष 
हुए हँ, उनके जीवनको महान्‌ बनानेका गौरव तो प्रतिकूलता- 
को ही रहा है । जो प्रतिकूलताका धैर्यपूर्वक स्वागत करते है 
और बड़ीसे-बड़ी विपत्तिकी सम्भावना होनेपर भी अपने 
कर्तव्यसे च्युत नहीं होते; वे ही तो जनसाधारणके पथप्रदर्शक 
और समाजके भूषण माने जाते हैं | अतः अनुकूलताके प्रलोभन 
और प्रतिकूलताके भयको छोड़कर तू सत्यके संकेतका अनुसरण 
कर । वही जीवन-पथमै आनेवाली सब प्रकारकी घाटियाँसे 
पार करके तुझे तेरे साध्यसे मिला देगा | कर 

यह सत्यका संकेत पानेके लिये तुझे कहीं अन्यत नहीं 
जाना है । प्रभु तेरै भीतर खयं अन्तर्यामी या विवेकरूपसे 


RN | 
~ 


- १२८ % मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्था 


च्य्य््य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ललल्ज्च्चच्च--------5- 








अवतीर्ण होकर विराजमान हैं । वे ही तेरे सच्चे गुरुदेव और 
पथप्रदर्शक हैं । तुझे यह शरीर पूर्णपदपर प्रतिष्ठित होनेके 
ल्यि मिला है और बह पद सर्वथा अप्राकृत एवं अलौकिक 
हे । कोई मी लौकिक साधन तुझे वहाँ नहीं छे जा सकता | 
अतः करुणामय प्रभु तुझे अपने उस परसधाममै छे जानेके 
लिये स्वयं ही विवेकरूपसे तेरे हृदयमे आविर्भूत हैं । 
अविवेकवश अपनी खार्थमयी दूषित प्रवृत्तियोके कारण तू 
कितना ही पतित क्यों न हो जाय) तथापि ये विवेक भगवान्‌ कमी 
दूषित नहीं होते; क्योकि ये सर्वथा अलौकिक; अप्राकृत एवं 
एकरस हैं । अतः इनके द्वारा तुझे कभी ऐसा कोई संकेत 
नहीं मिल सकता; जो तुझे असत्मवृत्तिमे प्रेरित करे । 
यदि तू इनके संकेतका अनुसरण करेगा तो निश्चय ही एक 
दिन अपने चरम लक्ष्य और वास्तविक अधिकारको प्राप्त 
कर लेगा । 
विवेकका आदर करनेक्रे लिये पहली शर्त यह है कि तुझे 
' वूसरोके नहीं; अपने आचरणपर दृष्टि रखनी होगी । जिसकी 
दृष्टि परदोषदर्शनमै लगी, रहती है, वह विवेक-भगवानके 
संकेतकों कभी नहीँ समझ सकता; क्योकि परदोषदर्शन अपनेमें 
गुणोंका अभिमान होनेपर ही होता है और जहाँ गुणोंका 
अभिमान है, वहाँ ऐसा कोई दोष नहीं जो प्रकट न हो 
सके । अतः दूसरोंके दोष न देखकर अपने ही आचरणपर 
दृष्टि रख । उसमें यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिये प्रायश्चित्त 
कर और उसे पुनः न दुहरानेका निश्चय कर | इससे तेरी 
दृष्टि निर्दोष होगी और उस निर्दोष दृष्टिसे ही तू विवेक- 
भगवानके संकेतको देखने और उसका अनुसरण करनेमें 
समर्थ होगा । 
आज तू दूसरोंके कर्तव्यपर दृष्टि रखता है ओर उनके 
` द्वारा अपने अधिकारोको सुरक्षित देखना चाहता है । यही तो 
सारी अशान्तिका मूल है | तेरी स्वतन्त्रता तो अपना कर्तव्य- 
पालन करनेमें ही है | दूसरे अपना कर्तव्य पाठन करें--यह 
` तेरे वशकी ` बात तो है नहीं । उन्हें कर्तब्यपालनकी प्रेरणा 
` देनेका सर्वोत्कृष्ट उपाय भी स्वयं कर्त्तव्यनिष्ठ होना ही है | साथ 
ही उनके द्वारा अपने अधिकारोंकी प्राप्ति अथवा सुरक्षाकी 
` बासना मी संघर्णका ही मूळ है । यह अधिकार-वासना सर्वदा 
देहामिमानको ही पुष्ट करती दै, जो सब प्रकार अनर्थका ही 
कारण है । अतः उन अधिकारोंके न मिलनेसे भी तेरी क्या 
¦ क्षति होती दै! छोड़ इस अधिकारूलालसाको । यह तो 
£, (द्रो. क्षोभ और तेरी अशान्तिका ही कारण है । दूसरोंपर 


6277 





ऱ्य 





~~ किक ही ॥ 
शासन न करके तू अपनेपर ही शासन कर । जो | 
त्‌ द्‌ र्‌ र्‌ | जा दूसरोके प्र 


क्षमाशील रहता हे ओर अपनेपर शासन करता हैक 
खयं निर्दोष बन जाता है और दूसरोंको कर्त 
बननेकी प्रेरणा देता है । 

इस प्रकार निर्दोष होनेपर ही तू निष्काम 
कामना ही मनका मल है । जव मनमें मोगोंकी 
रहती ओर सभी विषय निस्सार प्रतीत होने 


हो सकेगा | 


ल्गते ह ) तभी 


वास्तविक कल्याण-कामना जाग्रत्‌ होती है । जो चित्त ह्न 


विप्रयामें अपनी प्रसन्नता नहीं देखता, बही उन 
ओरसे विमुख होकर अपने स्वरूपभूत शाश्वत परमसुखी 
ओर मुड़ता है। ऐसा चित्त अपनी प्रकृतिके अनुसार या तो 
जिज्ञासु होकर परमार्थ-सत्यकी खोजमै लग जाता है या अपने 
परम प्रेमास्पदसे अभिन्न होनेकी लालसा लेकर प्रेमपथका 
पथिक बन जाता है । 





जो चित्त विचारप्रधान होता है, वह जब विषयोंसे विमुख 
होता है, तव उसे इस हृश्यजगत्‌ और जगत्कर्ताके विप्रयों 
तरह-तरहक्रे संदेह होने लगते हैं | यही है आत्मकृपा; क्योंकि 
जिस विशव-प्रपञ्चमें अन्य जीव रचे-पचे रहते हैं, उसमे 
अनासक्ति होकर उसे सत्यकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ हो जाती है| जब 
उसकी यह संदेहकी वेदना असह्य हो जाती है, तब भगवत्कृपा 
गुरुदेवके रूपमै उसके आगे अवतरित होती है । गुरुदेव 
विवेकरूपमें तो पहले ही उसके अन्त;करणमें विराजमान ये ही) 
अब प्रत्यक्ष मानव-मूर्ति होकर भी उसके आगे प्रकट हो जाते हैं 
इस प्रकार आत्मकृपा, भगवत्कृपा और गुरुकृपा--तीनोंक्र 
सहयोग होनेपर उसपर शास्त्री भी कृपा होती है । शास्र किसी 
अन्थविशेषका ही नाम नहीं है | गुरुदेव जो उपदेश या 
अनुशासन करते हैं, बह भी शास्र ही है । उसका रहस 
हृदयंगम होने छगे--यही है शास्त्रकृपा | इस प्रकार चारं 
इपाओका संयोग जुटनेपर निःसंदेइता प्रात होती है । इसमे 
उसके अंदर रहनेवाली जड-चेतनकी अन्थि कट जाती है और 
उसके समख संदेह निशत हो जाते हैं, फिर निस वस्ठुकी उतै 
उपलब्धि होती है, वही है सर्वाधिष्ठानभूत परमार्थ सत्य । 
प्राप्त है, अविवेकके न र ER उ गु 
है विनर कारण केवल तेरी आँखोंसे ओझल हो रहें 
सय क यो ना या पाना शेष नहीं रहता उत, 
आपत्ति भी उसे एक pe नहीं देता ओर बडी सव 

“सी जान पड्ती है । 


गि कामना नहीं | 


ऋ मानव ! तेरा अधिकार + 








यह हुई विचारप्रधान चित्तोंकी बात | किंतु कोई चित्त 
भावप्रधान होते हैं । उन्हें अपने साध्यके विषयमै कोई संदेह 
नहीं होता । उनका हृदय खमावसे ही उसकी ओर 
आकर्षित रहता है और वे उसके साथ घुळ-मिलकर एक हो 
जानेके लिये लालायित रहते हैं । जब वे विषयोंसे विमुख होते 
हैं, तब सब प्रकारके सांसारिक सम्वन्थोंको छोड़कर प्रभुसे ही 
नाता जोड़ते है | इस प्रकार अन्य सब आश्रयोंको छोड़कर 
वे भगवदाश्रित हो जाते हैं | यह आश्रय अनेक प्रकारके 
भावोंमें परिणत होकर प्रेमका रूप धारण कर लेता है | फिर 
तो प्यारेके साथ प्रेमका आदान-प्रदान करते हुए जो मी लीला 
होती है, उसमें प्रेम ही स्थायीभाव होता है | उस लीलाका 
कभी अन्त नहीं होता | उसमें जिस अलौकिक, अनिर्वचनीय 
एवं अप्राकृत आनन्दका, वह आस्वादन करता है, इस 
सम्पूर्ण विश्वका सुख उसके एक कणकी भी तुलना नहीं कर 
सकता । मोक्षका सुख भी उसके सामने नगण्य है। वह 
आनन्द नित्य-नवीन ओर निरन्तर यढ्नेवाला होता है | उसमें 
न कभी तृति है न पूर्ति, निरन्तर बृद्वि-ही-द्धि है। उस 
प्रभुप्रेमीकी सृष्टि अलग ही होती है । देहदृष्टिसे इस प्राकृत 
प्रपञ्चमै दिखायी देनेपर भी वह सर्वदा चिन्मय भावजगतूमें 
ही विचरता है | उस चिन्मय लोकर्मे जो रसमयी लीला होती 
है, उसमें भक्त, भगवान्‌ ओर परिकरका भेद केवल लीलामात्र 
ही होता है | वहाँ धाम; धामी और लीछा--सब रसरूप ही 
हैं । वह रस चिन्मय है । चिन्मय भी उसे लीला-लोकमें ही 
कहा जाता है) वास्तवमै तो वह चिन्मात्र ही है | इस प्रकार 
जिज्ञासको अपना परम लक्ष्य प्राप्त होनेपर जिस सर्वाधिष्ठान- 
भूत चिन्मात्र तत्वकी उपलब्धि होती है; वही अपने प्रेमी 
भक्तको दिव्य चिन्मय प्रेमरसका आस्वादन करानेके छिये 
रसरूपसे अभिव्यक्त होता हैं | वस्तु एक ही है, केवल उप- 
छब्धि और आखादनका ही भेद है । सुवर्ण और आभूप्रणमे 
तथा जल और समुद्रमें जैसे तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं है, 
उसी प्रकार ज्ञानीको उपलब्ध होनेवाले परब्र और प्रेमीको 
प्राप्त होनेवाळे रसखरूप भगवत्तत्तमें भी कोई भेद नहीं है । 

जिस महाभागको इस परमपदकी प्राप्ति हो जाती है, 
उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता । वह तो 
इस अनन्त और अखण्ड तत्त्वसे अभिन्न हो जाता है | सब 
मकारकी अहंता गछ जानेपर ही इस चिन्मय अमर पदकी 
अनुभूति होती है । अहंताने ही इस चिन्मात्र अभय पदमें 
जडता एवं मृत्युका भास कराया है । सम्पूर्ण प्रपञ्चक्रा निषेध 
होनेपर ही इसकी अनुभूति होती है, अतः यह सर्वातीत है। 


१२९ 
सँघ सा स, 
किंतु अनुभव हो जानेपर यही स्वरूप जान पड़ता हैं | इस 
प्रकार सर्वातीत ही सर्व है | सर्वातीत ही परब्रह्म है और 
सर्व ही भगवान्‌ वासुदेव हैं | थे सर्वमय भगवान्‌ बासुदेव ही 
भावुक भक्तोंको अलौकिक भाव-रसका आखादन करानेके 
लिये चिन्मय धाम, धामी और परिकरके रूपमै प्रकट 
हैं | अतः तच्ज्ञानियोका परब्रह्म ही भक्तोंके भगवान्‌ हैं । 
जिस प्रकार परब्रह्मका ज्ञान दोनेपर कुछ जानना शेप नहीँ रहता, 
उसी प्रकार भगवानकी प्राप्ति हो जानेपर भी कुछ और पाना 
नहीँ रहता; क्योंकि सव कुछ उन्हींका तो हष्टिबिलास है | भोले 
मानव ! जीवनका परम लाभ समझकर जिन पद, प्रतिष्ठा 
और राज्य-वेभव आदिके पीछे तू भटक रहा है, उनका महत्त्व 
तो तेरी आसक्तिका ही चमत्कार है | तूने मोहवरा अपना 
मूल्य घटाकर ही उनकी महिमा बढ़ायी है | प्यारे | वे सब 
तेरी ही छाया हैं । जो व्यक्ति सूर्यसे विमुख होकर अपनी छाया- 
को पकड़नेके लिये दोड़ता है) वह कभी उसे पकड़ नहीं पाता; 
किंतु यदि छायासे मुँह मोड़कर बह सूर्यकी ओर बढ्ने लगे 
तो छाया उसके पीछे ळग जाती है | यही दशा इस मायाक्े 
बिलासकी है ।जो इसे पकड़ना चाहता है उससे यह दूर भागता 
है और जो इसकी ओरसे मुँह मोइकर मायापतिकी ओर 
बढ्ने लगता है) उसके पीछे यह स्वयं लगा जाता है | परंतु वह 
कभी इसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता । अतः 
जिन वस्तुओंके लिये आज तू भटक रहा है, अपने उस वास्त- 
विक अधिकारपर अभिषिक्त हो जानेपर तो वे सव तेरा पानी 
भरेंगी । इसलिये सबकी मोह-ममता छोड़कर तू अपने उस 
निजधामकी ओर चल | 

अपने इस वास्तविक अधिकारको पानेमें तुझे किसी 
प्रकारकी पराधीनता भी नहीं है । यह तेरी निजी सम्पत्ति है, 
तेरे पास ही है, तुझे प्राप्त ही है । केवल अन्य वस्तुओंकी 
आसक्तिसे ही तुझे इसकी अप्रातिकी भ्रान्ति हो रही है। 
उस भ्रान्तिकी नित्र्ि ही इसकी प्राप्तिका साधन है । 
भ्रान्तिकी तो वास्तवमै अपनी कोई सत्ता ही नहीं होती; 
और जिसकी सत्ता ही नहीं; उसकी निवृत्तिमे परिश्रम 
भी क्या हो सकता है । न इसके लिये किसी प्रकारके संग्रहकी 
ही अपेक्षा है । अतः इसे प्राप्त करनेमें तू सर्वथा स्वतन्त्र 
है, इसे पानेके लिये ही तुझे यह शरीर मिला है 
और इसे पानेपर तुझे और कुछ पाना शेष नहीं रह 
जायगा । फिर तू अपनी इस अक्षय निधिको छोड़कर और 
कहाँ भटक रहा है ! “सनातन? 











-">9<)००श्न्कळ2>€-०--- 


मा० अ० १७-- 





१३० जेट 








मानवताका आदर्श परहित' 


मानव वही जो खा्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


| 


वि जल राख कु 
ज 


( लेखक-महात्मा श्रीरामदासजी महाराज ) 


परम करुणावरुणालय भगवान्‌ श्रीरामजीकी अहैतुकी 
कृपासे यह मानव-दारीर मिला है, इसे पाकर उनके आज्ञा- 
नुसार न चलना उनकी कृपाकी अवहेलना करना है । 
कबहुंक करि करुना नर देही\देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 
सुरदुर्छम मानव-शरीर जिसे प्राप्त हुआ है, वह बड़ा 
भाग्यशाली है । इस शारीरके समान कोई शरीर नहीं । 
चराचर जगतूके जीव यह चाहना करते हैं कि हमें मानव-शरीर 
प्राप्त हो जाय तो हम संसारके पाप-तापसे छुटकारा 
पाकर अक्षय सुख ओर परम शान्तिको प्राप्त कर लें । 

'जिन्हें मानव-शरीर प्राप्त है, वे हृदयको टटोल- 
कर देखें कि हम मानवताकी ओर बढ़ रहे हैं या दानवता 
अथवा पछ॒ताकी ओर १ 

श्रीरामचरितमानसके चरित-नायक भगवान्‌ श्रीराममे 
मानवके पूर्ण लक्षण विद्यमान है उनके चरित्र और उपदेशका 
अनुकरण करना मानवताको सुगमतासे प्राप्त कर लेना है। यदि 
मानवता हृदयसे दूर हो गयी तो निश्चित समझिये कि मानव- 
शरीरसे दूर होकर तिर्यक्‌योनियोंमें जाना पड़ेगा । पितृभक्ति) 
मातृभक्ति) देशभक्ति, संत-गुरु-भक्तिश परस्पर प्रेम) क्षमा, 
शील, सत्य, कोमलता, कर्तव्य-पालन, इन्द्रियनिग्रह- यह 
देवी सम्पत्तिकी धारणा ही मानवता है। ये सभी गुण धारणामे 
न आवें तो जितना भी मानव-घर्म आचरणमें लाया जा सके, 
उत्तम है । धीरेधीरे सब गुण अपने-आप आते जायेंगे । 
संताने सीघे शब्दौम उपदेश देकर मानवोँको मानव बनाया है । 

पूर्वकालमै दतिया (सेंवड़ा ) नरेश एथ्वीचदमै सत्सज्ञके फल- 
खरूप वैराग्य होने लगा । रानी साहिबाको चिन्ता हुई कि ये 
साधु न बन जाये । उस समय “अनन्यजी” एक प्रसिद्ध संत 
थे, जो पहले उन्दीके राज्यमै पटवारी थे। उनके पास समाचार 
भेजा गया कि आप हमारे पतिको उपदेश देकर सम्मार्गपर 
लगायें | “अनन्यजी? ने कह दिया--हम आसनपर आनेवालेको 
ही उपदेश करते हैं? दूसरेके आसनपर नहीं जाते । रानी साहिबा 
एक दिन राजाको लेकर उनके यहाँ पहुँची । ये वेर केलाकर 
ळे थे । राजाने कहा--“पैर कबसे पसारे ! १ अनन्यजीने कहा; 
(जत्रते हाथ समेटे ।? राजा प्रभावित होकर बॅंठ गवे | तब उन्होंने 


उपदेश दिया? जो * राजबोध? नामक पुस्तिकाके रूपमै प्रकाशित 


है । उसमेंसे प्रेमियोके मनन करने योग्य दो कविताएँ, ज्ञ 
हमारे रामको प्रिय लगीं) यहाँ लिखे देते हैं । 
नसक माहिं संदेह नहीं, नर भया कुसंगति कन्या | 
अपने छर को खबर नहीं, तू नारायणका बच्चा ॥ 
कैसा ही नास्तिक हो, ईश्वरको न मानता हो) उस्रा 
शजरा खानदानी बनाया जाये । यदि वह अपने बापगो 
मानता है तो बापका बाप? बापका वाप लिखते-लिखते 
तब वह नारायणतक पहुँच जायगा; क्योंकि सभी नारायाके 
बच्चे हैं । अपने-आपको पहिचान जायगा कि हम कोन हैं। 
तन कर मन कर बचन कर्म कर दुःख न काहू देनो । 
सौ बातन क एक बात है, नाम घनी को छेन ॥, 
किसीको तन-मन-वचनसे पीड़ा मत पहुँचाओ- “पर पाडा 
सम नहिं अधमाई? | गवालियरमे एक फकीर ऐनसाह हुए घ 
उन्होंने एक कुण्डलियामे कहा है-- 
दिए किसीका मत दुखा, जी चाहे सो कर । 
मान यार ! इस बातको, दिक अफाहका घर ॥ 
दिर अराहका घर, यार ! घरघरमै अल्छा । 
जीर्वोका कर झला, मान के मेरी सरका ॥ 
ऐन खुदासे मिरुनका शस्ता है यह नर । 
दिएर किसीका मत दुखा, जी चाहे सो कर ॥ 
अन्तमें राजाको यह निश्चय कराया कि “सबकी सेवा क 
हुए मालिककी याद करो । यादहै तो आबाद है, भूछ हैत 
बरबाद है | आप याद करोगे तो लौटकर दया प्रात हे 
जीवन सुख-शान्तिमय बन जायगा | उपदेश ग्रहण क 
राजाने राज्यका कार्य सॅमाला, फिर तो एकएक कर 
सभी दैवी गुण उनमें आने लगे | राजाका जीवन र्म 
बन गया । 
dR तयोपर 
नहिं भाई |? 
हा दो प्रकारके जीवाँको एक ही हु 
अतीतः पु साधन बताया | अघिकां 2. 
है) काम-कामी हैं । 


श्रीमानसमें क 
ओने थना ° [9 
देवताओंने प्रार्थना की कि भगवान्‌ शंकरपर चढ़ाई क्र! 


$ मानवता और आध्यात्मिक साम्यवाद + १३१ 


CSRS ff करुुररुामकु 





जिससे वे विवाह करें और फलतः उन्हें पुत्र हो तथा तब 
उसके द्वारा तारकासुरका वध हो | कामदेव घबराये कि शिव- 
विरोधसे निश्चित ही मृत्यु है; पर यह विचारकर कि. 





परहित कागि तजे जो देही । संतत संत प्रसंसहि तेही ॥ 
उसने शंकरजीपर चढ़ाई कर दी और उनकी नेत्राग्निसे 
भस्म हो गया । रतिके रुदनसे दयाद्र होकर शंकरजीने 
वर दिया--'कृष्ण तनय होइहि पति तोरा? | फलतः 
श्रीभगवान्‌की गोदमें पुत्र बनकर सुख प्राप्त किया--यह 
'परहित?का ही परिणाम मिला | अब श्रीरामजीके सम्बन्धमें 
` श्रीगत्रराजजीको देखिये--उन्होने जगत्‌-जननी श्रीजानकीजीके 
लिये “परहित'मै अपना बलिदान किया) श्रीरात्रवेन्द्र सरकार 
सजळल-नेत्र होकर कहने लगे--'हे तात | आपने अपने कर्मसे 


गति प्राप्त की है । वह कर्म क्या है | इसपर भगवान्‌ श्रीरामके 
सम्बन्धी विचार करें | श्रीमुख-बाक्य है--- 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग दुर्भ कछु नाहीं ॥ 
जटायुजीने प्रभुकी गोदमें स्थान प्राप्त किया और श्रीहरि: 
रूप पाकर प्रार्थना करके हरिधामको पधारे | चाहे कोई 
कामके गुलाम हो; चाहे भगवान्‌ श्रीरामके गुलाम हो, 
“परहित? करनेसे प्रभुकी गोदमें खान प्राप्त होता है । पर 
आज-कल स्वार्थका बोलबाला है, जिससे मानव दानव और 
पश्ुसे,मी गया-बीता होता जा रहा है । श्रीप्रसुने हमें दो नेत्र 
दिये हैं, उनका सदुपयोग करो-- 
दो नेनोंका यहीं सँदेस, यह भी देख कुछ, वह भी देख \ 
देखत-देखत इतना देख, मिट जाय दुबिधा, रह जाय एक ॥ 


———— 00000 


मानवता ओर आध्यासिक साम्यवाद 


( लेखक-स्वामीजी श्रीओंकारानन्दजी स० द०, वेदान्तश्यास्त्री ) 


मानवको महत्ता प्राणिमात्रकी अपेक्षा सर्वोपरि सिद्ध 

है, यह सुनिश्चित सिद्धान्त है । किंतु जब्र इसमें निजी चेतना 
या स्वारस्यका संतत समुद्धास होता हैं, तभी इसके उच्चतम 
व्यक्तित्वकी गणना की जाती है । अन्यथा आहार-निद्रा- 
भय-भोग-परायण जीवन पद्युसे भी निकम्मा सिद्ध होता है । 
मानवताका अर्थ है, मानवमें रहनेवाला मानवीय 
व्यापार---मानवोचित चेष्टा या क्रिया | मानवकी सद्भावनाओ- 
का या निजी उत्कर्ष अर्थात्‌ स्वीय धर्मका जहाँ समुचित 
विकास होता है वहीं मानवता है । जिसमें मनुष्येतर 
पाशविक, पैशाचिक या आसुरी क्षुद्र धमाका सर्वथा संकोच 
होता है, उत्तरोत्तर जहाँ पतनसे उत्थानकी ओर, नानात्वसे 
एकत्वकी ओर; अन्धकारसे प्रकाशकी ओर, मृत्युसे अमृतत्वकी 
ओर, अनित्यसे नित्यकी ओर, निखिल दुःख-दन्द्रोंसे सतत 
आनन्दकी ओर, मनुष्यत्वसे देवत्वकी ओर, मायासे महेश्वरकी 
ओर मानवचेतना प्रवाहित होती रहती दै, बह मानवता है । 
नरसे नारायण अथवा जीवसे शिवस्वरूप होनेकी कला 
मानवतामे सर्वथा विद्यमान है । धीरता, वीरता, सहिष्णुता; 
जितेन्द्रियता, पवित्रता एवं सच्चरित्रता मानवताके ही प्रतीक हैं | 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया, दाक्षिण्य आदि 
धर्मोके धारण करनेकी जहाँ सतत प्रेरणा प्राप्त होती रहती 
° नेह मानवता है | बिद्या, विनय, संतोष, सरलता, समइष्टि 


स्वार्थपरित्याग, मन-वाणी और रारीरका संयमरूप तप; 
सदाचार, स्वाध्याय, ईश्वरभक्ति आदि सदुणरागिका समावेश 
मानवतामें ही हुआ है । मानवमात्रमे सम्भावनीय सर्वजन- 
हितेप्री, सर्वजनवाञ्छनीय ज्ञान-इच्छा-प्रयतलत मानवतासे 
सम्बन्ध रखते हैं | 

विधाताके विविध सर्गाका सुजन हो जानेपर भी 
मानवीय सर्गके बिना उन्हें असंतोष ही रहा । उस 
निर्विकार निराकार ईश्वरने भी मनोहर मानवीय विग्रह 
निजके लिये पर्याप्त माना । 


यों तो मानबर्मे रहनेवाले उत्तम-अधम गुण-दोष? 
क्रिया, जाति, स्वभाव, सहजधर्म आदि सभीको मानवता 
कहा जा सकता है; क्योकि भाव या क्रिया अर्थमे ही “तव” 
और तल प्रत्यय होते हैं । जिनसे मनुष्यत्व, मानवत्व या 
मानवता शब्दकी सिद्धि होती है, परंतु लोकमे प्रत्यक्ष 
है--यदि कोई व्यक्ति मर्यादाविरुद्ध--जो आचरण पशुतुल्य 
पेशाचिक कृत्यरूपमें होता है करने लगता है, समाज 
उसकी “क्या यही मानवता है १? 'इसें क्या मतुष्यता 
कहेंगे १?--इत्यादि शब्दोसे कड़ी आलोचना करता है । 
इससे सिद्ध है कि मानबमें अन्य प्राणियोके समान--बीभत्स, 
भयंकर; कुत्सित प्रबृत्तियाँ भी देखी जाती हैं । अतः 
उन्हें मानवता नहीँ कहा जायगा । सारांश यह कि जो 


१३२ 


® 


# मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका % 





स्वयंकी परिवारकी एवं समाजकी हितकारिणी लोक 
परलोकोपयोगी झुभ प्रइत्तियाँ हुआ करती हैं, उन्हें ही 
मानवता कहा जा सकता है । 
व्यक्तिमे वैचित्र्य स्वाभाविक है । प्रकृतिप्रदत्त गु्णोंके 
तारतम्यसे जगतूमे विषमता अवश्य रहेगी, जो व्यवहारोपयोगी 
होते हुए लोक परलोक दोनोंसे सम्बन्ध रखती है । यह 
कमी न मिरी, न मिटेगी । विचारकर देखा जाय तो लोकें 
प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले भेद या विषमता जन-समाजको 
बाधा नहीं पहुँचाती । बाधक है केवल आन्तरिक वैषम्य 
जिससे प्राणिमात्र सर्वदा संत्रस्त रहते हैं । 
यहाँ प्रत्येक ब्यक्तिका आकार भिन्न, रुचि भिन्न, 
आचार भिन्न; किंबहुना बल, बुद्धि, इच्छा, क्रिया, गुण, 
संस्कार, भोग) योग्यता, सम्बन्ध, स्वभाव आदि सभी भिन्न- 
भिन्न पाये जाते हैं, जो सहज और स्वाभाविक है । विसमे 
संघर्ष इन भेदोंसे नहीं होता; किंतु जब मानवकी आन्तरिक 
विचारधारा मलिन होकर मानवताकी ओर प्रवाहित न होती 
हुई दानवता या पशुताकी ओर अग्रसर होने लगती है, 
तभी अशान्त दुःखदायी वाताबरण संसारमै फैलने लगता 
है । अतः मानवकी सहज प्रवृत्ति सम-विषम उभयरूप है । 
कामातुर पशु माता भगिनी, पुजी आदिका कुछ भी 
विवेक नहीं रखता । क्षुधाठुर हुआ जिस किंसीके खेतमै» घरमै, 
उपवनमें प्रविष्ट होकर सब कुछ निगळने लगता है । क्रोधावेरामें 
वही बाळ-बृद्ध, नर-नारी, कुमारकुमारी आदि किसीका 


कुछ ध्यान न रखकर सभीको दबोचने लगता है | दण्ड 


पानेपर भी छलसे अपनी चेष्टाएँ. किया करता है । सर्वखापहारी, 
सर्वभक्षी दानबीय या आसुरी स्वभावमे भोगलिप्सा) 
स्वार्थपरता, सर्वाधिकारिता, क्रूरता; अनुचित कामुकता; 
अहंता, ममता आदि ढुरुणराशि भी कूट-कूटकर भरी रहती 
है । इन सभी दुर्गुणोंस मानव भी जब आक्रान्त होने 
लगता है? तब उसमें मानवताका दर्शन नहीं होता । इससे 
सिद्ध है--मानव अपनी प्रकृतिमै सर्वदा स्थित नहीं रहता, 
किंतु अन्य प्राणियोंके गुण-धर्मोका भी इसपर पूर्ण प्रभाव 
होता है, जिससे मानवमें उक्त वैषम्य स्वाभाविक है । 

इतना होनेपर भी मानवमें एक आदर्श शुभ साम्य 
है, जो केवळ आध्यात्मिक स्तरपर ही परिनिष्ठित हैं । वह सत्य 
है, जिसके सिद्ध होनेपर ही विश्वमे वास्तविक सुख और 
शान्तिका साक्षात्कार होता है? जिसकी सदेव मानव-समाजको 
आवश्यकता रही और है | मनुष्य उसका यदि सर्वत्र दर्शन 


WOO fo ्तचचचच्त्झच्न्च्स्च्ब्स 


करने लगे, निस्संदेह संसारमे वैर-बिरोध, दिसा) 
शाप, 


ईर्ष्पा कलह, घृणा और द्वेप आदि दुर्गुणोंका डेरा ह 
जाय | तथ्य तो यह है कि मनुष्य यदि अपने पाह 
स्वरूपको पहचान ले तो उसके सम्पूर्ण दुःखडन्दोकी नृ 
ओर निर्बाध निजानन्दकी सहज दी प्राप्ति उसे हो जाय, जि 
अमावमे ही सवत्र दीनता-हीनता छायी रहती है | 

वह समता क्या है, जिसे हम आशध्यास्मिकरूपसे गहा 
करना चाहते हैं ! उसके लिये सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रकृण 
सुमधुर वाणी गीतारूपमें श्रवण करें । उन्होने मानवमात्रक्न 
लक्ष्य करते हुए जिसका उपदेश दिया, जो वासवि 
साम्यवादकी रूपरेखा है, जिसके अपनानेसे ही हम सच्चे 
साम्यवादी होनेका सौभाग्य प्राप्त करते हैं जो किसी 
मतवाद या वैयक्तिक सिद्धान्तपर अवलम्ब्रित नहीं अ 
विश्वको अनुपम देन है, वह है-- 


गीतामें साम्यवाद 


विद्याविनयसम्पन्ते ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
( गीता ५ । १८) 


“विद्या-बिनययुक्त ब्राह्मणमें) गायमें, हाथीमें) कुत्ते और 
चाण्डालमें पण्डितगण समका दर्शन किया करते हैं |? 

सद्‌असद्‌विवेकवती बुद्धिको मनीषियोंने पण्डा कहाहै। वह 
जिन्हें प्राप्त हैं; वे पण्डित कहे जाते हैं । ऐसे पण्डित ही सवंग 
साम्यका दर्शन करते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो विषमता स्प 
दिखलायी देती है । कुत्ते और हाथी आदिके शरीरम 
पार्थक्य अति स्थूल है। पशु और मानवकी विभिन्नता 
सिद्ध हैं । मानव इनके स्थूल आकारोंका) जाति 
स्वभाबका एवं गुण और धर्मोका किसी भी प्रकार साम 
नहीं देखता । मनुष्यका खाद्य अन्य, पझुका अन्य; प 
भी कुत्तेका भिन्न, हाथीका भिन्न तथा मौका मित्र | 
उनके परिमाणमें विभिन्नता । मानवका स्थान भिन्न) पछ 
भिन्न, उनके उपयोग विभिन्न तथा आकारःप्रकारमें भ 
बड़ा भेद । भगवानका उपदेश निर्दिष्ट उन्हीं प्राणी 
सीमित नहीं । अपितु मानवके सम्पर्के आनेवाले उत्तम) अर्भ! 
सात्त्विक, तामसादि युण-विशिष्ट सभी जीवोमे वे समदत 
को शिक्षा दे रहे हैं, जब कि प्राणिमात्रमै शरीर सबके वि 
इन्द्रियाँ विषम, प्राणादि-व्यापार विषम; सबके मन वि” 
बुद्धित्व भी विषम और व्यक्तिमात्रका अहंभाव विषम अ | 


>> 
% मानवता ओर आध्यात्मिक साम्यवाद * 











भिन्न है । स्थूलशरीरसे अहं पर्यन्त, जब्र सभी विषम सिद्ध दे तब 
प्रश्‍न होता है-समत्व क्या दै ? उत्तरमै कहना होगा---समस्त 
अनात्मवर्गको छोड़कर केवल आत्मतत्त्व ही समतत्त्व दै, 


० > 


जो सदैव एकरस ओर सर्वत्र समान सिद्ध होता है । 
अतः समदर्दानका अर्थ है, जो सम तत्त्व है; उसका 
दर्शन; क्योकि विप्रमको सम देखना श्यामको इवेतवर्ण 
देखने-जेसा है । जो केवळ श्रम दी होता है, वस्तुस्थिति नहीं । 
इसीको स्पष्ट करते हुए भगवानूने स्वयं अगले मन्त्रम कहा है 
नर्दोषं हि समं ब्रह्मश अर्थात्‌ वास्तविक समतत्व ब्रह्म ही 
है, जो सर्वथा निर्दोप्र अतएव प्राणिमात्रमें एक ही 
तश्वका दर्शन करना वास्तविक समदशन है | 
दृहत्त्वादू दृहणत्वा्च ब्रह्म इत्यभिधीयते । 
“स्वयं महान्‌ होनेसे ओर चराचरको महान्‌ सिद्ध करनेवाला 
होनेसे वह ब्रह्म कहा जाता है |” उसी सच्चिदानन्द ब्रह्मको सभी 
निगम-आगम ईश्वर, वासुदेव, शिव) नारायण) आत्मा; चेतन- 
तच्च,पारमार्थिक वस्तु आदि नामोसे संकेतित करते हैं | उस ब्रह्मको 
ही चराचर विश्व-ब्रह्माण्डमें समानरूपसे देखना यथार्थ समदर्शन 
है। सभी शुचि शास्त्र इसका मुक्तकण्ठसे उपदेश दे रहे हैं 
ईशावास्यमिदं स्वस्‌ ( ३० उ० £ )। “्यह सम्पूर्ण जगत्‌ ईश्वरसे 
व्याप्त है |? सव खल्विदं ब्रह्म ( छा० उ० ३ । १४। १ )। 
पनिस्संदेह यह सब ब्रह्मस्वरूप ही है ।? पुरुष एवेद< संस्‌ 
(पु० सूक्त २ ) ध्यह सब पुरुष ही है ।” सर्वत्र परिपूर्ण होनेसे 
अथवा पुरनाम दरीरोंमें शयन करनेके कारण परमात्माको पुरुष 
कहा जाता है | वासुदेवः सवेमिति (गीता ७। १९ )। 
“सब कुछ वासुदेव ही है ।? 
वासनादू वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्‌ । 
सर्वभूतनिवासत्वाद्‌ वासुदेवः स॒ उच्यते ॥ 
“भगवान्‌ वासुदेवके सर्वत्र बसनेसे तीनों लोक उनसे 
व्याप्त हो जाते हैं । अतः समस्त भूर्तोम निवास करनेसे ही वे 
वासुदेव कहे जाते हैं ।!--इत्यादि । 
इसी समदर्शनको भगवानले गीताके छठे अध्यायमें 
और भी स्पष्ट किया है-- 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चास्मनि। 
क्षते योगयुक्तात्मा सवंत्र समदशनः ॥ 
(RR) 


“समदर्शी योगयुक्त महापुरुष सर्वत्र सम्पूर्ण भूतौमे 
आत्माको और सब भूर्तोको आत्मामं स्थित हुआ देखते 





१३३ 





हैं ।! भगवानको आत्मा और ब्रह्मका ऐक्य अमीष्ट है । तभी 
वे पहले “ब्रह्म? शब्दसे निर्देश करके उसीका आत्मा" शब्दसे 
वर्णन करते हैं | खॉडके खिलोनोमें माधुर्यके समान) बर्फमे 
जलके समान; त्रियुवनव्यापक भानुके प्रकाशके समान, 
सर्वत्र व्याप्त आकाशके समान प्राणिमात्रमै यह आत्मतत्त्व 
विद्यमान हैं । वही उसका वास्तविक स्वरूप है । तथा पाषाण- 
खण्डमें कल्पित कलाके समान, सुवर्णमै आभूषणाके समान, 
जलमें तरज्ञोंके समान, स्वझद्रष्टामे तत्कालीन दश्यके समान 
सम्पूर्ण प्राणी उसी आत्मामें स्थित हैं । समदर्शी ऐसा 
निश्चितरूपसे अनुभव करता है | उसे भगवान्‌ “योगयुक्तात्मा” 
कहकर उसकी विशेषता बतलाते हैं | असलमें इस दर्शनके 
अभावमे अपने प्रियतम निज प्रभुका वियोग ही प्राणियाँको 
बना रहता हैं | मानव जब उसका सर्वत्र साक्षात्कार करने 
लगता है, तव वह वियोग योगरूपमें परिणत हो जाता 
है; क्योंकि जीवात्माका परमात्मासे मिलनरूप योग ही 
वास्तविक योग हे | अतएव समदर्शीके लिये “योगयुक्तात्मा” 
विशेषण अत्यन्त समीचीन है । 

निरात्मक वस्तुका कोई अस्तित्व नहीं होता । नो-जो 
अस्तित्व प्रतीत होते हैं, उनमें आत्माकी स्थिति है । अतएव वे 
जाने जाते हैं ओर प्रिय भी होते हैं। इसलिये चराचरमें 
सच्चिदानन्दरूप आत्मतत्त्व सर्वच अनुभूतिका विषय है | 
इति दशनम्‌। 





“दश्यते वस्तु तशवं अनेन’ 

“जिससे सत्यका साक्षात्कार किया जाता दै, वही दर्शन है।? 
विश्व-ब्रह्माण्डकी वासुदेवरूप देखनेसे बढ़कर और क्या साम्य 
होगा । यह तो दर्शनकी पराकाष्ठा है, जहाँ जीवकी दृष्टि 
सार्थक हो जाती है । 

यह है सच्चा आध्यात्मिक साम्यवाद- आन्तरिक समदर्शन | 
सभी प्राणियोमे वास्तविक आत्मीयता सिद्ध होनेपर विवेकी 
जन आंशिकरूपसे बाहर भी समदर्शन करते हैं । बाह्य दृष्टिसे 
प्राणिमात्रके शरीर पञ्चमूर्तोके ही परिणाम प्रतीत होते हैं । 
सभी पञ्चमूतके पुतले हैं | कहा भी है-- 

स्वर्ग मत्थे च पातारे यहिंक च सचराशरम्‌। 

तत्सवं पाञ्जभौतिक्यं षष्ठं किंचिन्न विद्यते ॥ 


अतः प्राणिमात्रके शरीरोंकी उपादानमूलक समता 
प्रत्यक्ष सिद्ध है । उनमें होनेवाले सुख-दुःख, क्षुथा-पिपासा; 
आधि व्याधि, जरा-जन्म-मृत्यु आदिको मी विवेकी अपने शरीर- 
के ही समान देखता है । अपनी सुख सुविधाके अनुसार उन्ह 





Fein sane 


१३४ 


भी पूरी सुख-सुविधाएँ देना, अपने शरीरकी रक्षाके साथ ही 
प्राणिमात्रकी रक्षामै सदैव सावधान रहना समदर्शन है। 
यह आधिभौतिक साम्य भी बड़े महत्त्वकी वस्तु है, जो 
आध्यात्मिक साम्यकी सुस्थिर भूमिकापर ही समाख्ढ होता है । 
वाह्याभ्यन्तर-भेदसे दोनों ही समदर्शीको उपादेय हैं । 
इसी आध्यात्मिक साम्यवादको व्यवहारमे उतारनेके 
लिये भगवानकी प्रेरणा है | वे कहते हँ - 
सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ 
(गीता ६। ९) 
“सुद; मित्र) शत्रु, तटस्थ,मध्यस्थ, अप्रिय एवं प्रिय बन्धुः 
जनोंमें, पुण्यशाली और पापीजनोंमें समदृष्टि रखनेवाला श्रेष्ठ कहा 
जाता है।? यहाँ भी भगवान्‌ सर्वथा विष्रम बातावरणमें समताकी 
सीख दे रहे हैं । इसका आशय यही--मानव केवळ अपने 
स्वार्थसाधक प्रिय बन्धु सुहृदूके प्रति ही सद्भावना न रखे, अपितु 
जो अपने विरुद्ध प्रतीत होते हैं, उनमें भी आत्मीयताका 
अपूर्वं आदश स्थापित करे । 
अद्यं निजः परो वेति गणना छघुचेतसाम्‌। 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ 
“मनीप्रियोने यह मेरा, यह अन्यका याँ समझने- 
वालेकी क्षुद्र जीवोर्मे गणना की है । उदारचरित्र महामानव 
सम्पूर्ण वसुधातलपर पले प्राणियोमे पारिवारिक दृष्टि रखकर 
समदर्शी हुआ करते हैं ।? 
यह समदर्शन योगदर्शनमे जहाँ 


सैत्रीकरुणासुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्चित्तप्रसादूनम्‌ । 

“सुखीजनोंके साथ मैत्री दुखी प्राणियोंपर करुणा) पुण्य- 
शालिर्योमे प्रसन्नता एवं पापाचारियोंके प्रति उपेक्षाकी भावनासे 
चित्त प्रसन्न रहता है» यह कहकर भिन्नःभिन्न इष्टियोंका 
अवलम्बन कर॑नेकी बात योगीको कही। उससे भी बढ़कर भगवान्‌ 
सर्वत्र समताको बतला रहे हैं, जिसकी प्रशंसा-- 

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेइवरम्‌ । 

चिनञ्यत्स्वविनइयन्तं यः पञ्पति स पञ्यति ॥ 

(गीता १३। २७) 
यह कहकर मगवानने की है। सम्पूर्ण चराचरमें समरूप- 
ते विराजमान परमेश्वरको अर्थात्‌ विनाशी बस्तुओमि एक 


* मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका 5: क 





अविनाशी तत्वको देखनेवाला ही यथार्थ देखता है| 
भी कहा है 


अचर 


आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स॒ पश्यति 

“सभी प्राणियोंक्रो अपने आत्माके समान देखना ३ 
यथार्थ देखना है |? इसीका अभ्यास गीतामें सर्वत्र 
को अभीष्ट है-- 

“आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति’, समोऽहं सर्वभूतेषु” 
“सबेत्र समबुद्धयः, 'समः सर्वेषु भूतेषु’ इत्यादि | 

साम्यवादसे लाभ 

यह आध्यात्मिक साम्यवाद भारतीय दर्दानोंका प्राण है। 
इसके सफल होनेपर निस्संदेह विश्व सच्चे सुरख-शान्तिमग 
साराज्य-सिंहासनपर समासीन हो सकता है । भगवान्‌ खयं 
इसका महत्त्वपूर्ण फल-निर्देश कर रहे हैं-- 

इहैव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः। 

निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 

(गीता ५ । १९) - 

“जिनका मन इस साम्यवादमें सुस्थिर हो गया, उन्होंने 
जन्म-मरणकी परम्परारूप सुष्टिपर बिजय प्राप्त कर ली, 
अर्थात्‌ वे जीवन्मुक्त हो गये; क्योंकि उन्होंने दोभरहित 
ब्रह्मको ही सर्वत्र समरूपमें अपनाया | अतः वे समी 
अवस्थाओमै उस परब्नहामें ही अवस्थित रहते हैं । इससे 
बढ़कर और क्या फल होगा | इसके साथ ही समदर्शीके 


शोक मोह, घृणा, राग-द्वेष और वैर-विरोध आदि भी सर्वया 
निवृत्त हो जाते हैं--- 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपञ्यति । 
स्ेभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
यस्मिन्‌ सर्बाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपर्‍्यतः ॥ 
( ई० उ० ६-७ ) 
“जो सम्पूर्ण भूर्तोको आत्मामै और सबमें आत्माका दहत 
करता है, वह किसीसे पुणा नहीं करता । जहाँ सभी पा 
"मल्य ही हो गये, वहाँ एकत्वका दर्शन करनेवाले विदा 


और मोह कहाँ |? संतशिरोमणि 
तुलसीदासजीके दब्दौमें-- 


भगवान्‌ 


निज अभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध । दृ 
बेर-विरोध आदि अपनेसे भिन्नके साथ ही हुआ करते | 


| 








~ 
# मानवता ओर आध्यात्मिक साम्यवाद * 


~ ३ 


सर्वत्र आत्मीयता सुस्थिर हो जानेपर वे केसे टिक सकते हैं । 

इस साम्यवादके रागी-त्यागी) भोगी-योगी-सभी अभिलापी 
हैं। लोग कहेंगे--“ह साम्यवादकी दार्शनिक परिभापा है | 
अद्वैतवादकी पराकाष्टा है | सर्वसाधारणकी वस्तु नहीं | ये तो 
मुमुक्षुओंक्रे गीत हैं इत्यादि ।! किंतु ये कल्पनाएँ भ्रममूलक 
हैं; क्योंकि हमारा दर्शन व्यवहारमे न उतरा, केवल मानव- 
मस्तिष्कका व्यायाम ही वना रहा | तब उससे मानवजीवनकी 
कोई समस्या हळ नहीं होगी । 'जानाति इच्छति करोति? 
सिद्धान्तसे व्यक्तिके ज्ञानके अनुसार इच्छा ओर उसके पश्चात्‌ 
क्रिया हुआ करती है । अतएव मानवका आन्तरिक दर्शन 
या ज्ञाननिष्ठा ही सम-विषम परिस्थिति प्रकट किया करती है | 
जहाँ आन्तरिक समता है, वहीं शान्ति है और जहाँ 
शान्ति है, वहीं सुख भी है- जो प्राणिमात्रका ध्येय, शेय 
और परम प्रेय हुआ करता है | 

यहाँ किन्ही महानुभावोंका यह भी कथन है कि 
“भगवानने उपर्युक्त मन्त्रमें समदर्शन कहा है, समवर्तन नहीं |? 
सो यह उचित ही है । समवर्तन तो करिसी भी प्रकार 
सम्भव नहीं । मानवका मानवके साथ भी समवर्तन सिद्ध 
नहीं होता, फिर अन्यके साथ तो हो ही कैसे सकता है | 
त्रिगुणात्मक सृष्टिमै प्राणिमात्रका पार्थक्य स्थूलरूपमें देखा 
जाता है | बर्ताव या व्यवहार भी जीवजगतूकी स्थूल 
वस्तु है । इसमें विषमता होगी ही । कदाचित्‌ मानवके 
साथ मानव भ्रमसे--हठधमींसे समान व्यवहार कर मी हें; 
किंतु भगवानके दिये उदाहरणमें श्वान, हाथी, गौ आदि 
भी हैं । उनके साथ मानव कैसे समान व्यवहार करेगा । 

मनुष्य अमूल्य वस्तुओंका सेवन करता है-सुन्दर 
अळंकार) वस्त्र-परिधान) इत्र-चन्दनादि भी ग्रहण करता है । 
मानवका भोजन वहुमूल्य--सुखादुमय होता है । आरामके 
लिये वह कुर्सी, पलंग इत्यादिका भी उपयोग करता है । 
अनेक सार्वजनिक्र महोत्सवोमें भाग लेता है । क्या हम कुत्ते? 
हाथी और गौ आदि सभी प्राणियोंको भी इन सब 
व्यवहारोंमे साथ-साथ लेकर चळेंगेश जो सर्वथा लोक- 
बिरुद्ध प्रतीत होता है ? केवळ पूर्वोक्त रीतिसे प्राणियोंके 
स्वरूपानुकूल उन्हें आराम प्रदान करना ही उनके साथ 
समता या समदृष्टि कहा जायगा | 

यहाँ कुछ लोग यह भी कहते हैं कि “दर्शन अर्थात्‌ 
आन्तरिक दृष्टि कुछ और, व्यवहार कुछ और--यह तो छळ 
हुआ; समता नहीं | पूरी विषमता ही रही इत्यादि ।? किंतु 








१३५ 








ऐसी वात कहनेवाले गम्भीरतासे विचार नहीं करते | उपर्युक्त 
समता जव कि आत्मविषयिणी ही सिद्ध होती है न कि 
स्थूल व्यवहारमयी, तव यह प्रश्‍न ही नहीँ उठता कि 
दर्शन कुछ और, व्यवहार कुछ और | 

वास्तवमै सर्वत्र समीचीन आत्मदृष्टिसे परस्पर घुणा- 
मूलक, द्वेषमूलक व्यवहार ही नहीं होते । स्थूल व्यावहारिक 
भेद अवश्य रहेंगे । वे अशान्ति या क्षोमके हेतु नहीं होते । 
विवेकोजन मानव नर-नारी, बाल-वृद्ध आदिके भेदोंको 
लेकर क्या उनमें नेतिक, धार्मिक उचित सम्वन्ध नहीं 
जोड़ते १ एक ही ख्रीमै व्यक्तिमेदसे माता; पत्नी, पुत्री, 
भगिनी आदि भेद लोकप्रसिद्ध हैं | इनमें एक ही दृष्टि 
नहीं रखी जा सक्तो । हमारे एक ही शरीरमें विभिन्न 
अज्ञोंके विभिन्न उपयोग हैं और उनके साथ भिन्नताका 
व्यवहार है, यद्यपि सब एक ही शरीरके अङ्ग हैं| अतः समताका 
व्यवहार नैतिक, आन्तरिक, आत्ममूलक ही होगा । स्थूल 
व्यवहार विच्छेदक नहीं । निष्कर्ष यही निकला कि हमारे खान- 
पान; स्पर्शास्पर्श) उत्तमाथस, अधिकार-अनधिकार आदिके भेद 
समग्र बने रहनेपर भी आन्तरिक समदर्शन बना रहनेसे 
एक दूसरेके साथ घुणा-द्रेप्रादि नहीं होते । प्रथम ही 
कहा जा चुका दै मानव प्राणिमात्रको आत्मदृष्टिसे 
देखता हुआ अनैतिक व्यवहार नहीं करता, अपितु 
सदाचारमूलक सुजनता, सहिष्णुता; स्नेह, सौहार्द, 
सरलता आदि सदुण ही प्रकट करता है) जिससे प्राणि- 
मात्रको परितोष होता है । 

आध्यात्मिक साम्यवाद इतना ही नहीं) बल्कि व्यवहारमें 
आसक्तिके पूर्ण परित्यागका भी मानवको आदेश देता है । 
किसी वस्तुविशेषके प्रति अहंता-ममता समदर्शीकों नहीं होती । 
वस्तुओंका संग्रह भी उचित मात्रामें ही होता है । 

यावद्‌ भ्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 

अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमइति॥ 

( श्रीमद्भा० ७। १४।८) 

“जितनेसे मनुप्यकी उदरपूर्ति होती है, उतनेपर ही अधिकार 
रखे । अधिक संग्रहको अपना माननेवाला चोर दण्ड देने 
योग्य है । इन वाक्योसे संग्रहकी निन्दा की गयी है | अतः 
समदर्शीका संग्रह स्वार्थके लिये न होकर 'सर्वभूतहिते रताः? 
की भावनासे होता है | उसके अतिरिक्त 

देवर्षिपितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च। 


अन्नं संविभजन्‌ पञ्येत्‌ सब तत्‌ पुरुषात्मकम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० ७। १५ 1६) 





ह 
१३६ | 


के मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका 5: 


तः करो 07 तालमा नाकाका. 








मानवके लिये उपदेश है---“अन्नादिका विभाग वह सदैव 
नियमितरूपसे करे । देवता, पितर एवं अन्य प्राणियोके लिये; 
स्वजनोके लिये और निजके लिये भाग रखते हुए सम्पूर्ण 
जगतूको प्रभुमय ही देखे ।' वास्तवमै सभी भगवानके 
विग्रह हैं । 


इंश्वरो जीवकछया प्रविष्टो भगवानिति। 


हमारे यहाँ नित्यकी पञ्जमहायज्ञ-प्रणाली आध्यात्मिक 
साम्यका सुन्दर उदाहरण है। जहाँ देव, पितर, दानव, मानव; 
पशु) पक्षी, कीट-पतंगादि सबके प्रति सद्भावनाएँ व्यक्त करते 
हुए आत्मीयताका घनिष्ठ सम्बन्ध जोड़ा जाता है | इससे 
बढ़कर और क्या साम्य होगा । 


ooo 
न्स्य्स्य्य्ज्ज्--_ 


य 


जो जग, सो जगदीश, ईश नहिं जगते 


श्म हर र. न्यारा \ 
करिम सय से प्रेम, प्रेम भगवत को प्यारा 
ऐसा समदर्शन ही विश्वमै आदर्शरूप हुआ और ३ 


सकता है, जिससे सारा विश्व विश्व न रहकर विश्वेश्वर मे 
> रि 
जाता है 
सौय राममय संत्र जग जानी करड प्रनाम जोरि जुग प्रो 
“स्वदेशो भुवनत्रयम्‌? 
ब्राह्मण पुल्कते स्तेने ब्रह्मण्येऽके स्फुलिंगक्े । 
अक्रूरे कूरके चेव समद्रकपण्डितो मतः | 
आदि सिद्धान्त इसी आध्यात्मिक साम्यवादके मङ्ग. 
मय उद्घोष हैं | यह समदर्शन मानवताकी चरम सीमा है| 


पा on i pe 


मानवताका परित्राता याग 


( लेखक--कवि योगी महर्षि श्रीशुद्धानन्दजी भारती ) 


आजकी मानवता कृत्रिमताफे चाकचिक्यमै व्यस्त है । 
वैज्ञानिक बुद्धिवादके भ्रममै उसकी अवस्थिति है । बुद्धिका 
बृथाभिमान उसे चन्द्र और सूर्यकी रचना करनेके लिये 
प्रेरित कर रहा है । आज मनुप्यने आकाशमै एक छोटा-सा 
चन्द्रमा उड़ाया है और वह भगवन्निर्मित चन्द्रमासे स्पर्धाका 
स्बम्न देख रहा है | दो एक महीनेसे गगनमै ५०० मीलकी 
ऊँचाईपर एक स्पुलिक भ्रमण कर रहा है | इसने संसारे 
एक उन्मादपूर्ण हलचल मचा दी है । कुछ व्यक्ति चन्द्रमामें 
भू-खण्ड मोळ लेनेके लिये आगे बढ़ रहे हैं ओर हम ज्रीघ्र 
ही चन्द्रमामै अनेकानेक मनुष्यांको देख सकेंगे | तत्पश्चात्‌ 
मङ्गल ग्रहमें भी उन्हें देखेंगे | चन्द्रमाके मनुष्य मङ्गले 
भी जा सकेंगे और बे अपने साथ इस भूमिके वैर-विरोधोंको 
ले जायेंगे । केवळ स्थानका परिवर्तन होगा? मानवके मनका 
नहीं । वही व्यापारिक स्पर्धा, वे ही शोषण) वही गुटवंदी, 
वही दल-बंदी। वही राजनीतिक चाळे, वही योजनामयी 
भावनाएँ, वे ही क्रान्तियॉ, वे ही शास्त्रात्रके विधान और 
ध्वंसात्मक युद्ध आजके मानवके पीछे-पीछे रहेंगे । भले ही 
वह उँचे-सेकँचे स्वरमिं चला जाय; उसके भवनका 
शिखर सूर्यकी कान्तिको कम न कर सकेगा और स्पुलिक 
भी कमी चन्द्रमासे स्पर्धा न कर सकेगा । 

02 ) 


निस्संदेह हम विज्ञानके रचनात्मक लार्भोका स्वागत करते 


२७ 
> 
द्‌ 


| इसके द्वारा हमने समयक्री बचत कर ली है; क्योंकि दू 
दूरके देशोंमें हम शीघ्र ही पहुँच जाते हैं | इसने प्रथीगे 
प्रकाशमय कर दिया है। पहलेकी अपेक्षा इसने देशी 
निकटतर कर दिया है | जीवनके विकासको मी अग्रस 
किया है । विद्युत्‌, आकाशवाणी) दूरदक) दूरश्रवण रऽ 
अति-ैंजनी किरणे, अरुण किरणे, जलयान, वायुगा 
और रेळसे होनेवाली सुविधाओका हम उपयोग करते है 
बिज्ञानने अणुका भेदन किया है और उससे महती शाकी 
उपार्जन किया है | जलीय-आणविक ( हाइड्रो-ऐटमिक ) तष 
विश्वसे मिल्नेवाली शक्तियों ( कॉस्मिक इनर्जीज्ञ) की प्रापतिसे ४ 
आश्रर्यहोताहै । किंतु मानवका एक दूसरा दानवीय पश्च भी है 
जो युगोसे चली आयी सृष्टिका विध्वंस करनेके लिये प्राणा 
शस्त्रात्र) बम) रॉकेट और टापींडो बनानेमै प्राकृतिक शिवी 
उपयोग कर रहा है । मैंने अपने यूरोप-वासमै सर्वि 
प्रगतिशील औद्योगिक नगरी ड्रेस्डनको निराशा 
ध्वंस दशामै देखा है । वहाँ मैंने अन्यान्य सुन्दर नगरि 
_भी खंडहरके रूपमै देखा | दो विश्वयुद्ध मानवको शात्तिकी 
पाठ नहीं पढ़ा सके । शक्तिशाली देश बहुतर नंदा न 
उपकरणोके आविष्कार और युद्धके भयावह राहो निम 
हुए हैं । तृतीय विश्वयुद्वकी अग्नि सुलग रही 
अतहान्तिक द्वीपोंसे रॅकेटद्वारा चलाया हुआ पुग 
हाड्रोजन बम” प्रशान्त महासागरके तटोपर सहँ तिरर 


# सानवताका परित्राता योग % 





१३७ 





७ > ००-11 न कट रुरु 


व्यक्तियोंकी उड़ा 
दुर्दशा है | 


देगा । आजकी मानवताकी यह 


(Rie) 

पूर्वमै हम देखते हे कि जाति-भेद्‌श मत-मतान्तर 
सम्प्रदाय-भेद ओर वगं-भेदने,मानवताको छिन्न-भिन्न कर दिया 
है | सभी मानव खर्यनिमित अपने-अपने वादोंके दुर्गोमि 
बैठकर परस्पर रिपुवत्‌ युद्धमम हैं । हम देखते हैं कि 
मानवीय विचारपर राजनीतिने अपना प्रभुत्व जमा रखा 
है और हमारी राजनीति उद्र-पूर्तिकी सीमाका अतिक्रमण 
नहीं करती । इसे चाहे राष्ट्रवाद कहें अथवा समाजवाद, 
साम्यवाद अथवा चाहे ओर किसी, वादके नामसे इसे 
पुकारे; राजनीतिके पीछे उदर पूर्तिका प्रश्न विद्यमान है और उस 
राजनीतिका नेतृत्व करती है उच्चताकी आकाङ्क्षा | लेख और 
भाषणके द्वारा आन्दोलनौके चलते हुए भी, और वैज्ञानिक 
विधिसे जीवन-यापन करते हुए भी, हमारे ऊपर दरिद्रताकी 
दृष्टि लगी हुई है | अन्न कम हो रहा है, मूल्य बढ़ रहा है; 
हड़तालें हो रही हैं और मजदूर काम कम करने लगे हैं । 
जो व्यक्ति खेतोंमें काम करनेके लिये उत्पन्न हुआ है, वह उस 
कामको छोड़कर सरकारी नौकरीके लिये जा रहा है | जातिगत 
ईर्ष्या बुद्धिजीवी लोगोंको कुचल रही है | शिक्षापर व्यय कम 
किया जाता है; जिसके कारण उस विभागके लोगोमें असंतोष 
है । पढ़े-लिखोंको काम नहीं मिलता । वे भूखो मर रहे हैं । 
आत्महत्याकी दुर्घटनाएँ भी होती रहती हैं । वर्ण-धर्म 
परिहासका विषय बन गया है । राजनीतिक उद्देश्योंकी पूर्तिके 
लिये मन्दिरों तथा धार्मिक संस्थाओंका दुरुपयोग किया जा 
रहा है | देशमै सामाजिक और आर्थिक संकट छाया हुआ है ! 

( ७ ) 

शिक्षा राष्ट्रका जीवन है | उसके स्तरमै दयनीय पतन 
हुआ है । उदात्त गु्णोकी ग्रहण करनेसे पूर्व ही बालकोंके 
मस्तिष्कमे व्यापारिक मावनाएँ भर दी जाती हैं | चर्खे और 
अड्डीको अनावश्यक महत्त्व देनेके कारण शिक्षाका अध्ययन- 
पक्ष नष्ट हो रहा है । विद्यार्थी ब्रह्मचर्यको और आचार्य 
मर्यादाको कुछ भी महत्त्व नहीं दे रहे हैं । वेतो अध्यापकोंको 
आदेश देते हैं और कभी-कभी अरिष्ट विद्यार्थी अध्यापकोंका 
अनादर भी कर देते हैं | अध्यापक विद्यार्थियोसे संत्रस्त 
रहता है । जीवन-यापनके लिये अपर्याप्त वेतन पानेवाला 
बिचारा शिक्षक आगे पाठ पढ़ानेके स्थानपर असम्मव 
अनुशासन बनाये रखनेसे ही अपनी सर्वोत्तम शक्तिका 
डपयोग करता रहतादै | मैं संसारके समी उत्तम विश्वविद्याल्योमे 


I ञ्‌ ° टु १ 


गया हूँ । ऑक्सफर्ड; केम्ब्रिज, उयूरिक बर्लिन, मॉस्को 
और पैरिस विश्वविद्यालयोने संस्कृति और अनुशासनको 
बनाये रखा है, जिससे राष्ट्र और मानवताकी वाञ्छनीय 
वृद्धि होती है । भारतमें स्तर गिर चुका है | यदि आज 
विद्यार्थी प्रश्नपत्रको किसी उपायसे जान लेता है तो वह 
कल अपने कक्षा-कार्यकी ओर ध्यान नहीं देगा । छात्रके 
उदर और परीक्षककी रंगीन पेंसिलके बीच शिक्षा लटक 
रही है । 
CEE) 

आज अंघेको भी मानवताकी दुःखद दशाका भान हो 
सकता है । राजनीति पारस्परिक विनाशकी ओर चल रही दै, 
अर्थशास्त्र शोषणकी ओर उछल रहा है, व्यापार चोर-बाजार- 
की ओर झपट रहा है) शासननीति मन्त्रिमण्डलके पर्दोके 
चारों ओर नृत्य कर रही है, शिक्षाका हास हो रहा है; 
संस्कृतिमे विलासिता आ रही दै, मानवताकी उपेक्षा हो रही 
है, मानव केवल इन्द्रियोंके लिये आहार चाहता दै) मनके 
लिये शान्ति और आत्माके लिये प्रकाश नहीं ! 


(६) 

मानवताका आज पतन क्यो हुआ है १ इसलिये कि उसने 
अपना आध्यात्मिक आधार खो दिया है । विज्ञान आधिभौतिक 
विद्या है । आपका थर्मामीटर तापका मान बता सकता है? 
किंतु उसमें उपचय और अपचय नहीं कर सकता । 
बैरोमीटर ऊँचाई बता सकता है, परंतु उसमें परिवर्त्तन 
नहीं कर सकता । रॉकेटका बम आकाशमै उड़कर गिर 
सकता है, परंतु सहृदय होकर विचार नहीं कर सकता । 
मस्तिष्कको संवेदनशील हृदयकी आवश्यकता है । हृदयमें 
ही उस प्रेमका प्रादुर्भाव हो सकता है, जो समष्टिके साथ 
एकात्मताका अनुभव कर सके । हृदय ही वह समन्वय स्थापित 
कर सकता दै; जिससे मानवता एक सूत्रमै बंध जाया। 
एकमात्र एकता ही शान्ति ला सकती है और वह एकता 
केवल अन्तर्जातीय भोजन और विवाहसे प्राप्त नहीं हो 
सकती । अन्तःकरणको बदलना पड़ेगा और उसके लिये 

अपरिहार्य है--योग । 
योग वह जीवन है; जो सदा शान्तिमय और आनन्दमय 
अन्तरात्मासे जुड़ा हुआ रहता है । योग व्यावहारिक सजीव 
घर्म है । एकमात्र योग ही भौतिक चाकचिक्यके दोषको दूर 
कर सकता है और साथ ही जीवनके आध्यात्मिक खरको मी 
बनाये रखता है । योग और धर्मका एक ही अर्थ है और 


Fe 


१३८ 


* मानव वही जो स्वाथ तज होता पथिक परमार्थका ३ 





Mf "":-्र्लने््च व चच यया 


वह है मानवका प्रभुसे सम्बन्ध स्थापित कर देना | मानवीय 
जीवनको दिव्य-चेतनासे पुनः सम्प्रक्त कर देना ही धर्म है 
और जीवनको भगवत्तासे संयुक्त कर देना ही योग है । योग 
तपस्यासे भी बढ़कर है; धर्म और दर्शनसे भी बढ़कर है । योगमें 
तत्त्व-संख्यान) सृष्टि-विज्ञान, हेतु-वाद और मनोविज्ञान संनिविष्ट 
हैं; एवं वह इन सबसे परे भी है- इस अर्थमें कि उसके द्वारा 
मानव अनन्तके साथ संयुक्त हो जाता है | एक-न-एक दिन 
ससीमकी असीमकी उपलब्धि करनी पड़ेगी, जडको एक-न-एक 
दिन चेतनका लाम करना पडेगा; मनुष्यको अपने अंदर ईश्वरका 
संधान करना पड़ेगा और अशान्त विश्वको आत्मसमाधानके 
द्वारा शान्ति-लाभ करना पड़ेगा । यह सब योगके द्वारा 
सम्भव है । 
(७) 
योगीके लिये समस्त विश्व एक सीमारहित मन्दिर है। आत्म- 
जीव समष्टि परमात्मा दै; जीवात्माओकी यज्ञरूपमें की गयी सेवा ही 
भगवदुपासना है | आनन्दमय परमात्माके अनुकूल जीवन 
ही युक्ति है । प्रेमी परमात्माके लिये--और केवल परमात्मा- 
के लिये ही- जीवित रहता है । उसके लिये ईश्वर ही जगत्‌ 
है, ईश्वर ही मानवता है और ईश्वर ही जीवन है । वह 
परमात्माको अपनी आत्मामे, दूसरी आम्मा ओम, मानवतार्मे-- 
सर्वत्र देखता है | जिस प्रकार वह अपने भीतर विराजमान 
प्रमुको कष्ट नहीं पहुँचा सकता; उसी प्रकार वह दूसरोंमें 
विराजमान परमात्माको भी कष्ट नहीं पहुँचा सकता । एक 
वैज्ञानिक, जो साथ ही योगी भी दै, अपने अन्वेषणों और 
आविष्कारोंको मानवताके कल्याणके लिये उपयोगमें लायेगा । 
जीवनर्मे भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक योगका सम्मिलन 
विश्वमै समष्टिगत शान्ति और समन्वय स्थापित कर देगा | 
योगके द्वारा जाति, देश और धर्मके सभी संकीण विचार 
दूर कर दिये जायेंगे और इस प्रकार हम इस नील गगनके 
नीचे एक विश्वमै उस मानवताको विचरते हुए देखेंगे, जो 
समस्त जीवोके हृदयरूप एक अद्वितीय परमेश्वरको मानने- 
वाळी होगी | 


(८) 

- योग एक ऐसी आत्मविद्या है, जो विश्वमै समन्वय 
स्थापित करती है । सम्यताके उद्यकालसे ही योगके उपदेश 
मानवताको एक करनेके लिये घरा-घामपर आते रहे हैं | 
वैदिक ृषियांने यह घोषणा को थी-पुकं सदू चिप्रा बहुधा 


न या 
वदन्ति' अर्थात्‌ सत्य तो एक ही है, यद्यपि मनीषीजन उसे 
रूपाँमै अनुभव करते हैं । वेदिक ऋषियोंके अनुगामी जु 
कहना है कि ईश्वर प्रकाशस्वरूप हे और अग्नि है 
प्रतीक है; मन, वचन और कर्मकी पवित्रता और > हि 
प्रभुकी प्राप्तिके साधन हैं । मूसाने परमात्मामे विश्वासका 
धर्म चलाया | ईसामसीह शान्ति और त्यागके महान्‌ आह : 
थे | र्सूळ परमेश्वरके प्रति श्रद्धा और समर्पणके उपदेश थे 
बुद्ध और महावीरने जीवनके नैतिक आधारोंका निल्न 
किया । इस युगमें महात्मा गांधीने उन्हींके बताये अह 
ब्रतका सम्यक पालन किया था | परमहंस रामकृष्णने अपनी 
भक्तिकी प्रखरतासे पाषाण-प्रतिमाको अलौकिक शक्ति-समङ् 
बना दिया था । श्रीअरविन्दने अपने आध्यात्मिक एकान्तकी 
शान्त, गम्भीर नीरबतामें मानवके अति-मानवीय स्तरतक 
विकसित होनेका मार्ग हँ निकाला । 'ठुम कौन हो ? बे 
अनादि प्रश्नका उत्तर मागती हुई जनताके सम्मुख समा 
महर्षि आत्मनिष्ठ होकर बैठ जाते थे । झांकर-जैसे दार्शनिक 
ने जीवको ब्रह्मरूपताका स्मरण कराया | रामानुज, मध्व) बहम . 
और निम्बाकने मानवको ईश्वर-दारणायतिके लिये प्रेखि 
किया । अहमदनगर-मण्डलके संत- साँईै बाबा और 
उपासनी बाबा--भी प्रेमकी पवित्रतामे प्रपत्तिके मार्गका 
उपदेश दे चुके हैं । 


इस प्रकार संसारके प्राचीन और अर्वाचीन योग्याने 
मानवताको दिव्य चेतनामे समष्टि सत्ताकी पवित्रता, एकी 
और दिव्यताकी ओर अग्रसर किया है । 





योगीलोग मानवताका नेतृत्व करते हैं । वे उसी 
लिये नियम बनाते हैं वे मानवीय सत्ताको 
पर्यवसित कर देते हैं | वे मानवताके परित्राणकर्ता हैं | 

योग जीवन है और जीवन योग है; क्योंकि अन्तर 
ब्रिना जीवन सम्भव नहीं है । जो कार्य हम मन और इदि 
द्वारा करते हैं, उसे अन्तरात्मा ही अन्नमय, प्राणमय 
मनोमय करणोके द्वारा सम्पादित करता है | उस 
अन्तरात्माके साथ जीवनका सामझ्जस्य स्थापित 
ही योग है। 

शरीर, मन और इन्द्रियोंकी पवित्रताके साथ पी 
मारम्भ होता है | भोजनकी शुद्धि योगकी पहली सीडी 

परिणति रुधिरमें, रुधिरकी वीर्यम वी 


# मानवता और उसके भेद * १३९ 
उच्य क जी तिल 
ओजमे;ओजकी प्राणशक्तिमे; प्राणशक्तिकी विचारशक्तिमै,विचार- योगी अन्तजंगतूर्मे स्वराज्य और बहिर्जगतूर्मे साम्राज्य प्रात 





शक्तिकी प्रज्ञाशक्तिमै, प्रज्ञाशक्तिकी आत्मशक्तिमें तथा आत्म- 
शक्तिकी दिव्यशक्तिमे होती है । सात्त्विक अन्न) सात्त्विक विचार; 
मौन, मितभाषण) मितञ्रमण) शास्त्रांका स्वाध्याय, सत्सङ्ग 
सामूहिक आत्मनिरीक्षण, कीर्तन, जप, पूजन? संतसेवा, मनन; 
चित्तकी एकाग्रता और समर्पण योग-सिद्धिकी सीढियाँ हैं । 
योग मनको निर्मल और बुद्धिको कुशाग्र कर सकनेकी 
सामर्थ्य रखता है। वह प्रतिभाको प्रदीप्त कर देता है और 
सुप्त शक्तियाँको जागरित कर देता है, जिससे योगी आत्म- 
चेतनामें भौतिक शक्तिका भी प्रयोग कर सकता है । 


कर सकता है | 


योग मानवताका त्राणकर्ता है | अन्तर्यामी परमात्माके 
साथ योगयुक्त होकर सभी पवित्रता, शान्ति; आनन्द, शक्ति 
और समष्टिके प्रति आत्मभावका जीवन व्यतीत करें । 
तब यह संसार प्रकाशमान दिव्यतासे परिपूर्ण खर्ग बन 
जायगा और व्यष्टिजीवनके साथ समष्टि-जीवनसे एकात्मता हो 
जायगी । युद्ध बंद हो जायेंगे ओर विज्ञान ऐसे जीवन- 
का विस्तार करेगा जहाँ मनर्म भय न हो) सिर उन्नत 
रहे? ज्ञान उन्मुक्त हो ओर आनन्दमयी सत्ता सबके लिये 
समानरूपसे सुलम हो | 





मानवता और उसके भेद 


( रेखक--स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) 


नरं चैव नरोत्तमम्र्‌ । 
व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 


नारायणं नमस्कृत्य 
देवी सरस्त्रतीं 
संत-महात्माओंने इस मानव-शरीरको बड़ा ही दुर्म 
बताया दै; क्योंकि यह चौरासी लाख योनियोंसे परे है, साधन- 
घाम तथा मोक्षका द्वार है | ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति भी इसी 
शरीरमै सुलभ है । इसीलिये--- 
“ुलूभो माजुयो देहः” 
'नस्तन सम नहिं कवनिहु देही, 
बड़ें भाग मानुष तन पावा । सुर दुरूभ सद अंथनि गावा ॥' 
इत्यादि वचन कहे गये हैं | यह मानव-दारीर भगवान्‌- 
को भी परम प्रिय है, क्योंकि इसमें उनका अंश विशेष है । 


सब मम प्रिय सब मम उपजाए । सव ते अधिक मनुज मोहि भाए॥ 


मनुकी संतान होनेसे ही मनुष्यका “मानव” नाम पड़ा | सब- 
का नेता होनेसे इसको “नर” भी कहते हैं---नयती ति नरः प्रोक्तः 
परमात्मा सनातनः । नरसे चाहे कोई नारायण बन जाय; 
अथवा चाहे वानर ( पद्म ) बन जाय । शास्त्रोमे युण-कर्म- 
भेदसे “नर” के कितने ही भेद किये गये हैं । यहाँ संक्षेपमें कुछका 
वर्णन किया जाता है | 


( १ ) नररूप नारायण 


जो अनेक संकटोंको सहकर भी अपने धर्मका पालन 
करते हैं--उसका परित्याग नहीं करते, वे धीर पुरुष 


वास्तवमे नारायण भगवानके ही रूप हैं । 


जिय तजि जन तजि मान तजि, भारत धरम अनूप \ 
सो नर नहिं नरनाह नहिं, नारायन को रूप॥ 

( संत अमृतलालजी ) 
नारि नयन सर जाहि न रागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ 
ठोम पॉस जहिं गर न बँचाया \ सो नर तुम्ह समान खुराया ॥_ 

( मानस ) 
ज्ञानी भक्त भी भगवानके ही रूप हैं-- 
ज्ञानी व्वात्मैच मे मतम्‌। 
( गीता अ० ७ 
( २ ) नर-देबता 
जो इस मानव-शरीरको पाकर श्रीगीता रामायण) 
भागवत--पुराणादि ग्रन्थोको सुनते हैँ, पढ़ते हैं मनन करते 
हैं तथा उसीके अनुसार आचरण करके अपनेमै दैवी सम्पत्ति- 
के दान, दया, दम आदि गुणोका विकास करते है) बे नर 
नहीं) देवता हैं | 


ये शृण्वन्ति पठन्त्येव गीताशास्रमहर्निशम्‌ । 
न ते वै मानुषा ज्ञेया देवरूपा न संशयः॥ 

( गीता-मा० ) 
न तषस्तप इत्याहुब्रंह्चयं परं तप: । 
ऊध्वेरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु मानुषः ॥ 

( शिवसंहिता ) 


१४० 


# मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका # 





(३) रत) न्न ( मानव-महात्मा या पण्डित ) 


जो विद्या, कुल, शील और कमसे युक्त हो; वे मनुष्योमे 
श्रेष्ठ महात्मा या पण्डित है । 


यथा चतुभिः कनकं परीक्ष्यते निधर्षणच्छेदनतापताडनेः । 

तथा चतुभिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा ॥ 

का ( चाणक्य० ) 

जो परस्न्रियोको माताके समान? परधनको मिट्टीके समान 

और जो सब प्राणियोको अपने ही समान देखता दै, वह 
पण्डित है । 


मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोए्वत्‌ । 
आत्मवत्‌ सवभूतेषु यः पञ्यति स पण्डितः॥ 
( चाणक्य ० ) 


जिनके मन? वचन एवं कर्म-तीनोंमैं एक ही भाव रहता 
है, वे भी महात्मा ही हैं। 
मनस्येकं वचस्येकं कमंण्येकं महात्मनाम्‌ । 
( चाणवय्‌० ) 
ऐसे सजन पुरुष ही अन्तमै नारायणरूप हो जाते हैं । 
( ४ ) नररूप राक्षस ( मानव-दानव ) 
इनका लक्षण श्रीगीताजीके सोलहर्वे अध्यायमें सातवें 
ऋोकसे इक्कीसवें श्ठीकतक देखना चाहिये । विस्तारमयसे 
यहाँ नहीँ दिया गया । संक्षेपमै जो दम्भ, दर्प, अभिमान, 
क्रोध, कठोरता और अज्ञानसे युक्त हैं अथवा जिनके मन, 
बचन और कर्ममें औरऔर भाव होते हें, जो माता-पिताकी 
अवज्ञा करते हैं? पर-्रोही, पर-दार-रत हैं, काम-क्रोध-परायण 
हिंसक, भोगी तथा साघुनद्रोही हैं; वे ही आसुर मानब हैं । 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 
(गीता १६ । ४ ) 
मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ कमे ण्यन्यदू दुरात्मनाम्‌। 

( चाणम्य० ) 
बाढे छरु बहु चोर जुआरा \ जे लंपट पर घन पर दारा ॥ 
मानहिँ मातु पिता नहिं देवा \ साघुन्ह सन करवावहिं सेवा ॥ 
जिन्ह के मह आचरन भवानी \ ते जानेहु निसिचर सब प्रानी ॥ 

( मानस ) 
(५) नर-पशु ( मानव-पशु ) 
मानव-तनु पाकर भी जो विवेकका सदुपयोग नहीं करते; 


नजय य्य 

जिनमें न विद्या है न ज्ञान है, न शील हेन पुण 
° > 05 

न धर्म है, जो भगवानसे प्रेम नहीं करते अथवा जी भो 





विसुख हैं; वे “पशु” ही माने गये हैं । पि 
विद्याविहीनः पश्ुः । 
ज्ञानं नराणामधिको चिरोषो ज्ञानेन हीनाः : 
सानेन होना: पशुभिः समाना;| 
येषां न विद्या न तपो न दानं 
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म; । 
ते सृत्युलोके भुवि भारभूता 
मनुष्यरूपेण स्ुगाश्चरन्ति ॥ 
( भरि) 


जो पै रहनि राम पै नाहीं! 
तौ नर खर कूकर सुकर सम बृथा जियत जग माहीं॥ 
(वि० ५०] 
भजन बिना नर देह बुथा खर फेरु स्वान की नाई 
( गीतावली ) 
तुरुसिदास हरि नाम सुधा तजि सठ हठि पियत बिषय बिष मोँगे। 








_सुकुर स्वान सुगारू सरिस जन जनमत जगत जननि दुख हागी॥ 


(वि०१०) 
( ६ ) मानव-मुदा 


जीयत राम, मुए पुनि राम, सदा रघुनाथहि की गति जेही । 
सोइ जिए जग में तुरुसी न तु डोरत और मुए धरि देही॥ 
( कबिता) ) 

कोरु काम बस कृपिन बिमूढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बूक 
सदा रोग बस संतत क्रोधी । बिष्नु बिमुख श्रुति संत बिरेषी॥ 
तनु पोषक निंदक अघ खानी \ जीवत सव सम चौदह प्रानी॥ 
( मानत ) 


(७ ) नराधम ( मानवाधम ) 


जो प्राप्त शक्ति, सामर्थ्य, शरीर, विद्या, धन आदिती 
मगवत्सवा या जनसेवामे नहीं लगाते, वे नराधम हैं | मर्छ 
पर इनके मुर्दा शरीरको सियार भी नहीं खाता । 


लिखा है-- 


हस्ती दानविवर्जितो श्रुतिपुटौ सारखतद्रीदिणौ 
नेत्रे साधुविछोकनेन रहिते पादौ न तीर्थ गतौ! 
अन्यायाजितवित्तपूर्णसुदरं गर्वेण तुङ्गं 

रे रे जम्बुक सुज्ञ सुच सदसा नीचं सुनिन्द्यं बडुः । 


न er 


ॐ मानवता और उसके भेद्‌ * 


१४१ 








सानव-दानवकी अन्तिम दशा 
यंह मानव-शरीर बड़ा ही दुर्लभ है । परम कृपाल 
परमेश्वरकी अहैतुकी कृपासे ही यह किसी-किसीको सुलभ हो 
जाता है | जो इस मानव-शारीरका सदुपयोग करते हैं, वे ही 
महान्‌ ( परमेश्वर-तुल्य ) बन जाते हैं--- 
जानत तुम्हहि तुम्हह होइ जाई । ~ 
पर जो इस मानव-दारीरका दुरुपयोग करते हैं, वे 
“दानव? कहलाते हैं । इन्हींको “असुर? भी कहते हैं; क्योंकि 
थे आसुरी-सम्पत्तिके लक्षणोंसे युक्त होते हैं । 
ये लोग भगवदूविसुख तथा शास््-पुराणोंके विरोधी होते हैं। 
विष्नुबिपुख श्रुति संत बिरोधी । 
श्रीगीताजीमें भी लिखाहै-- 

न माँ दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माथयापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ 
पापवंत कर सहज सुभाऊ \ भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 

इनका सारा जीवन भोगमय ब्रीतता है । काम-क्रोधके 
तो ये परायण ही होते हैं । अन्यायपूर्वक धनोपार्जन करना 
और परस्त्रियोंका अपहरण करना तो इनका स्वभाव ही है । 
“खाओ; पीओ, चेन करो? ही इनके जीवनका लक्ष्य रहता 
है। ये अपने बलका तो दुरुपयोग करते हैं और विवेकका 
अनादर । इसीसे इनमें अभिमान ओर अहंकी पुष्टि होती 
रहती है । तीनों “द? (दान, दया और दम) से ये 
दूर ही रहते हैं । 
मानव-शरीरका सदुपयोग परोपकारम ही है; पर ये 
मानव-दानव इस वातको कब समझ सकते हैं | इनका तो 
जन्म ही संसारके दुःखका हेतु है 
दृष्ट उदय जग आरति हेतु \ जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु ॥ 
संत सहहिं दुख पर हित ठागी \ पर दुख हेतु असंत अभागी ॥ 
अपना कोई स्वार्थ भले ही सिद्ध न हो, पर ये परापकार 
करनेमें चूकते नहीं | कभी-कभी तो दूसरोंकी हानि करनेके 
लिये अपना जीवन भी दे देते हैं--- 
खल बिनु स्वारथ पर अपकारी \ अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥ 
पर संपदा बिनासि नसाहीँ । जिमि ससि हति हिम उपर बिलाहीं॥ 


श्रीमद्गोस्वामीजीने इनके लिये उपमा भी खूब खोज 
निकाळी--(अहि? (साँप ) और “मूषक? (चूहा) । 








य्य 
साँप तो जान लेता है और चूहा धान । उसी तरह ये 
अधम मानव जान और माल दोनोंपर हाथ फेरे हैं । 
इन मानव-दानर्वोके तन, मन; वचन, श्रोत्र सभी 
दूसरोंके अहितके लिये ही होते हैं । “मानस? में एक- 
एकका उदाहरण देखिये । 
( १ ) तनसे-- 
पर अकाजु रमि तनु परिहरहीं \ जिमि हिम उपर कृषी दक्षि गरहीँ॥ 
( २ ) मनसे-- 
परहित हानि लाभ जिन केरे | उजरे हरण बिषाद बसेरे॥ 
( ३ ) वचनसे-- 
बंदठ खरु जस सेप सरोण । सहस बदन बरनइ पर दोषा ॥ 
(४) श्रवणसे-- 
पुनि प्रनवउँ पृथुराज समाना ५ पर अघ सुनइ सहस दस काना॥ 
( ५ ) आंखोँसे-- डु 
जे पर-दोत्र रखहिं सहसाखी । पर हित घुत जिन्ह के मन माखी ॥ 
कहाँतक कहा जाय; इनका सभी आचरण असत्य ही 
होता है-- 
झुठ ठेना झूठई देना । झुठड भोजन झूठ चबेना ॥ 
इस तरहके अपवित्र आचरण करनेवाले मानव-दानव जीवन- 
मर पापकी गठरी ही ढोते फिरते हैं । अन्तमे जब कालदेव 
इनको घसीटकर ले जाता है; तब ये यमराजके द्वारा दी हुई 
घोरतम नरकोंकी यातना सहकर फिर नीच योनियोंमें बार-बार 
जन्म लेते हैं | देखिये गीता अ० १६ | १९-२०--- 


तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यज्रमझुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 
आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामग्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 


परद्रोही परदाररत परधन पर अपबाद \ 

ते नर पाइँर पापमय देह भरें मनुजाद॥ 

सन्नह तत्वौसे युक्त सजीव लिङ्ग ( सूक्ष्म )-शरीरकी तो 
यह दशा हुई और जिस स्थूल-शरीरका त्याग किया था, वह 
कहीं जंगलमें फेंक दिया जाता है तो कुत्ते और सियार भी 
सूँघना नहीं चाहते । 

चाणक्य महाराज बहुत बढ़िया दृष्टान्त देते हैं | एक 
मानव-दानवकी मृत्यु हो गयी | उसका शव फेंक दिया गया । 
एक सियार जंगळसे निकलकर उसको खाने आया और उसने 


१४२ 


० ७ ७ र ७ ॥ € 
# मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमाथका # 


) 


55 Le ° 


उस शवपर अपना मुँह लगाना जाहा कि आकाझ- 
वाणीने उसे सावधान किया- - 


“अरे गीदड़ | इस अति निन्दनीय नीच शरीरको शीघ्र 
ही त्याग दे; क्योंकि इसके हाथ दानविवर्जित हैं) कर्ण 
शास्त्रद्रोही दै, नेत्र साधुजनोंके दर्शनोसे वञ्चित हैं, चरणोंने 
कभी तीर्थ-गमन नहीं किया, उदर अन्यायार्जित धनसे ही 
पाला गया है और यह्‌ सिर सदा गर्वसे ऊँचे उठा रहता था ।? 


दूर र 
इन्द्रियोंकी बड़ी निन्दा की है-- 
जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना । श्रवन रंध्र अहि भवन समत. 
नयनन्हि संत दरस नहिं देखा । लोचन मोर पंख कर ह 
ते सिर कटु तुंबरि समतूळा \ ज न नमत हरि गुर पद मा 
जिन्ह हरि भाति हृद नहिं आनी जीत सत्र समान तेइ री 
जो नहिं करड राम गुन गाना \ जीह सो दादुर जह समाना। 


कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरि चरित न जो हर 


जीने भी परमाथ गु 














रुबाइयात उमर खेयाम ओर मानवता 


( अनुबादक--श्रीरामचन्द्रजी सैनी ) 


जो तू कीतिं गगनपर होगा कुयश अवनिपर आवेगा । 
और मानके सिरपर चढ़कर अन्त विनय पद पावेगा || 
इससे जहाँ तलक हो सम्भव छोड़ लड़ाई झगड़ेको । 
अगर किसीको कष्ट न देगा तो न सताया जावेगा ॥ 
> x x x 
स्वामिन ) एक काम करने दो मिटने दो इस मनका ताप। 
राम भजनम लीन रहें हम कृपया आप रहें चुपचाप || 
जो है सीधा मार्ग हमारा उसको ही समझे हो वङ्क। 
निज नयनोंकी करें चिकित्सा हमको हमपर छोडें आप ॥ 
>< >< x > 
विषम वियोग वेदना देकर चाहे सदा रुलाया कर | 
चाहे मधुर मिलन मधु देकर प्रिय मधुकरी हँसाया कर || 
अपने मुखसे मैं न कहूँगा इस प्रकार आचरण करो । 
जैसा तेरा यह मन चाहे वैसा खेल खिलाया कर || 
x x > >< 
बन जा पथिक प्रेमके पथका रख सबके मनको अनुकूल | 
जो मालिकसे मिलना चाहे कभी न उसके मनको भूल | 
अचला अम्बु रचित सौ काशी एक छृदयके आगे तुच्छ । 
तीर्थ पर्य्यटन क्या करता तू किसी हृदयका बन सुख-मूल || 
कल x x x 
आज तुजे भावीके ऊपर जब किंचित्‌ अधिकार नहीं । 
कलकी क्यों करता है चिन्ता १ तू विक्षिप्त गँवार नही || 
यदि है चित्त ठिकाने तेरा व्यर्थ न खो इन घड़ियोंको | 
क्या हो मूल्य शेष जीवनका ? इसका तनिक विचार नहीं ॥ 
x >< xX xX 


जिसकी विरह-व्यथाका मारा करूँ निरन्तर हाहाकार | 
वह भी प्रेम प्रणोदित पीड़ित उसको भी है यही विकार | 
आह ! चिकित्साका अब कैसे कर सकता हूँ शीघ्र उपाय 
जो है अपना चतुर चिकित्सक वही आजकल है बीमार॥ 
१८ > x > 
द्वारद्वार झक मार न यों ही जीवन पथसे विचलित हो। 
प्रत्युत जगके भले बुरे पर सरछ-भाव परितोषित हो॥ 
भाग्य अक्षसे भाळ गगन पर जैसी हो संख्या अंकित| 
उसके ही अनुसार चाल चल खेल उसीसे प्रमुदित हो॥ 
> > > x 
यह पथ रज है उसी संतवर बाबा दूधा-धारीकी। 
अपने युगका जो अनुपम था महामान्य उपकारीकी। 
जहाँ चरण तेरे पड़ते हैं मनमै निश्चय समझ वर्दी! 
शक्ति अलौकिक भरी हुई है ब्रह्मानन्द विहारीकी | 
xX x २८ xX 
शत्रु मित्र क्या कोई भी हो सबसे है सदू भाव पवित्र | _ 
बुरा किस तरह कर सकता है जिसका है सौजन्य चरजि॥ 
यद्यपि अनहित किया मित्रका तो वह बन जावेगा | 
यदि हित किया तनिक भी अरिका तो वह बन जावेगा मित्र 


x 2८ x xX 
सभ्य शिरोमणि विज्ञानीको विधि- है पहचान । 
य ध को विधि-निषेघकी है प 


केस आया उसको ही है इसका रीत | 
(के आदेशालुसार ही मिलती रहती है इर वख 
क उभय लोक चलता है उसमें दोष न अपना मान 


x x र र 


| 


>... 





# रुवाइयात डमर खैयाम और मानवता > 


निर्णायककी निषक दृष्टिमे भला बुरा सब एक समान | 
प्रेमीजनकी नरक स्वर्ग क्या है समान रीढा अपमान || 
हृदय-हीन दुखियोंके तनको चीनांशुक हो या हो टाट | 
प्रणय व्यथितके शीश तले क्या कठिन उपल कोमल उपधान || 
> > > > 
अपने दोषोंके जंगलकी सैर सदा मैं किया करूँ । 
अन्य व्यक्तियोके दोषोंसे आँख बचाकर जिया करूँ ॥ 
जैसी विश्व दशा सम्मुख है वह तो यह वतलाती है। 
इससे अंचल खींच सर्वदा मनचीती कर लिया करूँ | 
> > x २८ 
सारद ! जिस मेरी मन भूपर प्रणय बीजका हुआ विकास | 
उसने अबतक प्रचुर प्रेमको गोपनीयका किया प्रयास || 
अंचल झटक न विनयी जनसे हाव-भाव ळीलाको छोड़ । 
क्योंकि न छोड़ेंगे करसे पट जब-तक है जीवनकी इवास | 
x x > > 
आज हमें जो तटिनी तटपर हरियाली आती है दृष्टि । 
मानो देवदूत अधरोपर बरस रही है रसकी वृष्टि ॥ 
तुच्छ जानकर पद प्रहारसे करें नहीं इसका अपमान । 
केचित्‌ चन्द्रमुखीकी रजपर रची हुई है मनहर सृष्टि ॥ 
x > > > 
जिसने किया प्रयक्न निरन्तर हरिकी इच्छाके अनुसार । 
जिसने सुख संचय निमित्त ही किया वप्रकको अंगीकार || 
अथवा मानसमें सुबुद्धिसे लिख रक्खा है जीवन पृष्ठ । 
उसने अपने आयु क्षणिकको जाने नहीं दिया बेकार ॥ 
> x > x 
वह भाजन जिसको लोगोंने भरा और भर रिक्त किया । 
और उसीको तोड़-फोड़कर पथके ऊपर फेक दिया ॥ 
पथिक कदापि न उसके ऊपर अरे चरण अपना रखना । 
क्योंकि किसीके कल कपालने मृदु भाजनका रूप छिया ॥ 
xX x x > 
गुणी आपके हर्षित मनसे हर्षित होवे नूतन वर्ष | 
चारु चन्द्र जेसे आननसे सजित होवे नूतन वर्ष ॥ 
धन्यवाद आपके यहाँ यह देने आया है इस हेतु । 
जिससे गौरव और कीतिंसे भूषित होवे बूतन वर्ष ॥ 
x > x x 





१४३ 
स्म 
व्योम विलोकन करनेवाले करते हैं जो लोक-सुधार । 
आते हैं फिर जाते हैं वह फिर लेते भूपर अवतार || 
गगनाञ्चलमे प्रथ्वीतलमें एक सृष्टि रहती है और। 
जो जगपतिक्रा साथ प्राप्तकर करती है आनन्दःविहार ॥ 
> x १८ x 
जो मेधा कल्याण-मार्गम अपनी दौड़ लगाती है। 
दिनमें सौ-सौ बार स्वयम्‌ वह तुमसे कहती जाती दै॥ 
गुरु लघु सत्संगतके क्षणपर भलीभाँति संतोष करो । 
जग जीवन तो तरकारी है काटेसे उग आती है ॥ 
x > > x 
जो जीविका न्यायसंगत है प्रभुने वह निश्चित कर दी। 
उससे कणभर न्यूनाधिक हो ऐसी शक्ति न तिल भर दी ॥ 
तुझे चाहिये जो मिलता है उसपर ही संतोधी बन। 
जो न मिले उससे वियुक्त रह तूने बुद्धि कहाँ धर दी॥ 
x 2८ > > 





मानव ! मेरे दग्ध हृदयसे रक्त टपकता रहता है । 
मेरी इन आँखोंसे अविरल रक्त बरसता रहता है ॥ 
पलकोसे यदि रक्त टपकता तो कोई आश्रयं नहीं । 
देख रहे हो शर्लोसे ही फूल निकलता रहता दै॥ 


xX xX > 2८ 


प्राणीको प्राणोके जगसे सावधान ही रहना है। 

इस दुनियाके सब कामोंमें मौन मान ही रहना है ॥ 

आँख कान मुख आदि इन्द्रियाँ जश्रतक तनमे रहती हैं। 

अंधे बहरे गूँगेकी सी धार बान ही रहना है॥ 
x x > > 


ज्ञान मार्ग अतिरिक्त ज्ञानके और किसीसे प्रीति न जोड़ । 

जब कि भला तेरा साथी है तो फिर साथ बुरोंका छोड़ || 

यदि तेरी इच्छा है यह जग तुझको करे हार्दिक प्रेम । 

प्रसन्नताके साथ रहा कर अहं मावसे नाता तोड़ ॥ 
x x x x 

जो कुछ सुखानन्द दुनियामै विधनाने उत्पन्न किया | 

बीत रागवाले संतोंको वह सब उसने सौंप दिया ॥ 


जो मनुष्य सो गया छोड़कर मायाकी मृदु ममताको । 
सब सुख रखा उठा कोनेमे जीवनका आनन्द लिया ॥ 


— ooo 











% मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


Coe >> 





मयांदापुरुषोत्तम श्रीराम 
ध्यान-स्तवन 
(१) 


श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणं । 
नवकंज-लोचन, कंज-सुखः कर-कंजश पद-कंजारुणं 
कंद्पै अगणित अमित छबि’ नघनील नीरद सुंदरं 
पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक-सुतावरं 
भजु दीनबंधु दिनेश दानवर्‍ैत्यवंश-निकंदनं 
रघुनंद्‌ आनेँदकंद कोसलचंद्‌ दशरथ-नंदन । 
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं 
आजानु-सुज शार-चाप-धर, संग्राम-जित-खर दूषणं 
इति बदति तुलसीदास शांकर-शोष-मुनि-मन-रंजनं 
मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल-दल-गंजनं । 

--विनय-पत्रिका 


(२) 

सखि ! रघुनाथ-रूप निहारु । 

सरद्‌-विघु रबि-सुवन मनसिज-मान-भंजनिहारु 
स्याम सुभग सरीर जन-मन-काम-पूरनिहारु 
चारु चंदन मनहु मरकत-सिखर लसत निहारु 
रुचिर उर उपवीत राजत पदिक गजमनि-हारू 
मनहु खुरधनु नखतगन विच तिमिर-भंजनिहारु 
बिमल पीत दुकूल दामिनि-दुसि-बिनिदनिहारु । 
बदन सुषमासदन सोभित मद्न-मोहनिहारु ॥ 
सकळ अंग अनूप, नहि कोड सुकचि बरननिहारू । 
दास तुलसी निरखतहि सुख लहत निरखनिहारु ॥ 


-गीतावली उ० का० 


(३) 
परम जोति जाकी अनंत, रमि रही निरंतर 
आदि मध्य अरु अंत, गगन, द्स-दिसि, उत | 
गुन पुरान इतिहास, बेद्‌ बंदीजन गावत । 
धरत ध्यान जडता पार ब्रह्मादि र्टाः 
सेनापति _ आनंदघन? रिद्धि-सिद्धि-मंगल वत ॥ 
नाइक अनेक ब्रह्मंड कौ, एक राम ए 

+अहाकवि “सेनापति? 


हा न जा ३ 


अछ EE 


5 











७ 


न 
i 
क 
E 
he 
FF 
डड 
ष्ट 
जि 
पज 
फ़ 
दि 


श्रीरामचन्द्रमं 


भगवान्‌ श्रीरामच 











fo 






> 


+ 


९. १५ 





का 


छ 


AG 


त 


क मानवसेवा और भगवत्सेचा # 








१४५ 





न्न न्य व्य 





टर ळल ्््््् 


मानवसेवा और भगवत्सेवा 


( परम सम्मान्या श्रीपाताजी, श्रीअरविन्द्र-आश्रम, पांडिचेरी ) 


मनुप्यजातिकी सेवा करने, उसकी भलाई करनेकी इच्छा 
करना तुम्हारी महच्वाकाङक्षा और अहंकारको सूचित करता 
है । केसे ? 

तुम भला; मनुप्यजातिकी सेवा करना क्यों चाहते हो ! 
तुम्हारा उद्देश्य क्या है ! तुम्हारा अभिप्राय क्या है? कया 
तुम जानते हो कि मनुष्यजातिकी भलाई किस बातमे है ! 
और क्या तुम स्वयं मनुष्यजातिसे भी अधिक अच्छे रूपमै 
यह जानते हो कि उसके लिये अच्छा क्या है? अथवा क्या 
तुम इसे भगवान्‌की अपेक्षा अधिक रूपमै जानते हो ? तुम 
कहते हो कि भगवान्‌ सर्वत्र हैं; इसलिये यदि तुम मनुः 
जातिकी सेवा करते हो तो वह भगवानकी ही सेवा हो जाती 
है | बहुत अच्छा, यदि भगवान्‌ सर्वत्र हैं तो वह तुममै भी 
दै; अतएव सबसे उत्तम और अत्यन्त युक्तिसंगत बात तो 
यह होगी कि तुम स्वयं अपनी सेवासे ही आरम्भ करों | 


तब क्या मनुप्पजातिकी सेवा करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं £ क्या अस्पताल, सेवा-सदन; दानद्ील-संस्थाएँ मनुष्य 
जातिक्रे लिये उपयोगी नहीं सिद्ध हुई हैं ? क्या छोकोपकारकी 
भावना मानवजीवनमें कोई सुधार ओर उन्नति नहीं ळे 
आयी है ! 

क्या ले आयी है, में पूछती हूँ । तुमने जहाँ-तहाँ कुछ 
थोड़े-से लोगोंकी सहायता करनेकी चेश की है | परंतु 
जो कुछ करनेकी आवश्यकता दै, उसके सामने वह कितना- 
सा है ? कहावतके अनुसार, समुद्रमे एक बूँद है या उससे 
भी कम ही है । क्या तुम्हें पाल (2801 ) के संत विन्सेण्ट 
( St. ७।॥८०४४ ) की कहानी याद है १ उन्होंने गरोवोको 
दान देना आरम्भ किया । पहले दिन दस गरीव थे; दूसरे दिन 
वीस हुए, तीसरे दिन पचाससे अधिक और इस तरह गणित- 
शाल्नकी गुणोत्तर वृद्धिसे भी अधिक उनकी संख्या बढ़ती 
गयी | और फिर ! राजाके मन्त्री कॉलवर्ट ( 00७९६) ने 
उन संतकी दुरवस्था देखकर टीका की- “ऐसा प्रतीत होता है 
कि हमारा भाई अपने गरीब लोगोंको अनगिनत पैदा करता 
जा रहा है |? 

मैं नहीं समझती कि दानशीलताकी भावमाने मनुप्पक्री 
अबस्थाओंकरो किसी तरह सुधारा है | में नहीं देखती कि 


मा० अं० १९-- 


मनुष्य पहलेकी अपेक्षा रोग और दरिद्रताके कस अधीन 
हुए ६ । दानशीलता बराबर ही रही है और उसके 
साथ-साथ मनुष्यको दुरवस्था भी सदा ही बनी रही है | में नहीं 
समझती कि दोनोंके बीचका अनुपात किसी भी अंशर्म कम 
है । तुम्हें याद होगा कि किसी व्यक्तिने मनुष्यके द ;ख- 
कष्टका उपशमन आर विनाश करनेके लिये किये गये विज्ञानः 
के प्रवासीको चचा करते हुए यह व्यंगपूर्ण पर उपयुक्त 
टिप्पणी की थी--बिचारे परोपकारी व्यक्ति बड़ी दुर्दशाम पड़ 
जायेंगे, उनका रोजगार ही मारा जायगा !? मनुष्यको जो 
दृसरोंका उपकार करनेकी इच्छा होतीं है, उसका कारण 
अन्यत्र होता दै, वह अपनो प्रसन्नताक्रे लिये उसे करता है, 
आत्मतुष्टिके लिये उसे करता है । वह कार्य करनेसे तुम्हे 
आनन्द मिळता है । तुम्हे ऐसा होता है कि तुम कुछ कार्य 
कर रहे हो; तुम मनुष्य-परिवारके एक मूल्यवान्‌ सदस्य हो 
दूसराँके जेसे नहीं हो, तुम एक विशिष्ट व्यक्ति हो | यह सब 
भला; इसके सिवा ओर क्या है कि तुम दम्भी हो, आत्मगोरवसे 
भरपूर हो, अहंसे परिपूर्ण हो ? जब मैंने यह कहा था 
कि तुम महत्वाकाह्ना या अभिमानके वशीभूत होकर ही 
परोपकारी वनते दो) तब मेरा मतलब यही था । निश्चय ही, 
यदि यह कार्य तुम्हें पसंद हो) यदि तुम्हें इसे करनेमे प्रसन्नता 
होती हो तो तुम्हैं उसे करने और चाळू रखनेकी पूर्ण खतन्त्रता 
| पर यह न समझो कि तुम मनुष्यजातिकी कोई सच्ची या 
उपयोगी सेवा कर रहे हो; विशेषकर यह तो कमी कल्पना 
मत करो कि उसके द्वारा तुम भगवानूकी सेवा कर रहे हो! 
आध्यात्मिक जीवन-यापन कर रहे हो या योग कर रहे हो | 
जो भावना हमारे अंदर परोपकारवादको जगाती है, 
उसका खरूप वतळानेके लिये में यहाँ उसक्रो थोडीसी | 
व्याख्या करूँगी । दानी मनुष्य उस वस्तुका 2 
पूर्वक दान करता दै, जिसे लोग जानते हँ, स्वीकार करते है 
आदरकी दृश्सि देखते हैं | यदि वह देखता है कि उस कार्यके 
साथ उसका नाम जोड़ दिया गया है, उद्‌धोपित और प्रचारित 
किया गया है, यदि उस कार्यसे उसे नाम-यशञ मिलता है 
तो उसका हृदय विशाल हो जाता है | परंतु तुम यदिः उससे 
किसी ऐसे कार्यके लिये एक कौडी भी माँगों जो सच्चा कार्य 
दो, जिसमे कोई दिखाबा न हों या जो ही 











NN 1 





१४६ * मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमाथेका टे 








वस्तु माँगो, जो सचमुच आध्यात्मिक और दिव्य हो, 
तो तुम देखोगे कि उसकी थेलीका डोरा कड़ा हो गया है, 
उसका हृदय बंद हो गया है । जिस दानका दाताके लिये कोई 
मूल्य नहीं होता, उसके लिये साधारण परोपकारवादीके अंदर 
कोई आकर्षण नहीं होता । निस्संदेह एक दूसरी कोटिके; इससे 
उलटे प्रकारके दानी होते हैं, जो निश्चितरूपसे अज्ञात रहना 
चाहते हैं | यदि उनका नाम घोषित कर दिया जाय तो वे 
अप्रसन्न हो जायेंगे | परंतु यहाँ मी उद्देश्य बहुत भिन्न 
प्रकारका नहीं होता है; वास्तवमै यहाँ भी बस, वही उद्देश्य 
गलत तरीकेसे, मानो उलटेरूपमे काम करता होता है । 
यहॉपर आत्मंगौरवका एक बढ़ा-चढ़ा तत्त्व विद्यमान होता है । 
मनुष्य देता है ओर लोग नहीं जानते कि किसने दिया- यह 
एक ऐसी बात है जिसके कारण ओर मी अधिक गर्व होता है। 
जब तुम कोई कार्य केवल इस कारण करते हो कि 
साधारणतया बही कार्य किया जाता हे ओर साधारणतया कार्य 
उसी ढंगसे किये जाते हैं, तव उससे पहले तुम्हें अपने अंदर 
झाँकना चाहिये, अपने-आपसे प्रश्‍न करना चाहिये । तुम 
दूसरोकी भलाई कर सकते हो, यदि तुम्हें माळूम हो कि वह्‌ 
भलाई क्या वस्तु है ओर यदि वह वस्तु तुम्हारे भीतर विद्यमान 
हो । यदि तुम दूसरोकी सहायता करना चाहते हो तो तुम्हें 
उनकी अपेक्षा ऊँचे स्तरपर अवद्य होना चाहिये । यदि तुम 
दूसरांके साथ युक्त हो, स्वभाव और चेतनामें उनके ही सरमे 
हो तो फिर उनके अज्ञान ओर अंधाधुंध क्रियाओमै भाग लेने 
तथा उसी अज्ञान और उन्हीं अंधाधुंध क्रियाओको स्थायी 
बनानेके सिवा तुम और क्या कर सकते हो १ अतएव वास्तव- 
में निष्कर्ष यह निकळा कि मनुष्यका सबसे पहला कर्तव्य है-- 
स्वयं अपनी सेवा करना । 
यदि तुम यह जाननेकी चेष्टा करो कि तुम क्या हो और 
तुम कौन हो तो तुम्हे एक अद्भुत वस्तुका पता छोेगा | 
बस) इसी तरह तुम्हें आरम्भ करना चाहिये । धम मनुष्य- 
जातिकी सेवा करना चाहता हूँ । में केसे सेवा कर सकता 
हूँ १ यह “मैं? कौन है, जो सेवा करना चाहता है १ तुम 
कहते दो) “मैं अमुक व्यक्ति हूँ; मेरा यह रूप है और यह 
नाम है ।? परंतु तुम्हारा जो रूप इस समय है, वह उस 
समय तो नहीं था जब कि तुम एक बच्चे थे | वह तो निरन्तर 
बदलता जा रहा है । तुम्हारी देहके सभी अङ्ग सम्पण 
नये होते जा रहे हैं । तुम्हारे इन्द्रियानुभव और हृद्यगत 
माव मी अब वे दी नहीं हैं; जो अबसे कुछ वर्ष पहले थे | 





द "> ला 
तुम्हारे विचार ओर तुम्हारी भावनाएँ भी कितनी ही काले 
मैले गुजर चुकी हैं । “मै? तो नित्य परिवर्तनशील अवशर 
एक संघात है | ऐसी कोई वस्तु नहीं) जिसे निश्चितरूपते 
कहा जाय | यह तो निरा परिवर्तनोंका एक चक्र है। ए 
निस्सार नाम ही वस, स्थायी वस्तु प्रतीत होता है। एक 
समय एक तत्त्व आगे आ जाता है--एक भावना, एक 
अनुभव) एक प्रवेग--और वही है उस समयके लिये तुम्हार 
मै" | दूसरे क्षण एक दूसरा तत्त्व ऊपर आ जाता हे और 
तुम्हारा “मै बन जाता है । तुम एक मैं? नहीं हो, बलि 
बृहुत-से “मै के एक समूह हो | अतएव अनेक मं? पते 
करिसी एक "मै? की इस घोषणाका क्या मूल्य है कि मैं उस ठ्य 
को, सत्यको, कतंञ्यक्रो जान गया हूँ जिसका कि मुझे 
अनुसरण करना है ? इस तरह यदि तुम और आगे बढ़े) 
पूर्णरूपसे और सचाईके साथ अपना परीक्षण और विश्लेषण 
करो तो तुम अकस्मात्‌ सद्दस्तुको पा जाओगे । तुम देखो 
कि “मै का सर्वथा कोई अस्तित्व नहीं है | जो कुछ है, 
वह कोई दूसरी ही वस्तु है | वह तो एक अविभाज्य सद्वस्तु 
है, एकमात्र भगवांन्‌ हैं | 
यही वह आत्मान्वेप्रण है, जो तुम्हे मौलिक ज्ञान और 
जीवनका आधार प्रदान करेगा;---यह अन्वेप्रण कि तुम्हारा 
कहूलानेवाला तुम्हारा कोई स्वरूप विद्यमान नहीं है, वासवः 
में तुम कुछ नहीं हो। कुछ नहीं होने? का यह माव तुम्हारी 
सारी सत्ते व्याप्त हो जाना चाहिये, तुम्हारी सत्ताक्रे सभी 
अज्ञोमे भर जाना चाहिये और उसके बाद ही सत्य तुम्हारे 
सामने प्रकट हो सकता है और भगवानकी उपस्थितिका 
अजुभव तुम्हे हो सकता है। परंतु अभीतक बराबर तुम जो कुछ 
Dr ह को प्रतिष्ठापित करते हो--यह दिखलाते 
दे सकते हो का तो रे है शोर डम छ सह 
सत्यका पता पा जाओगे ज रः BEE ड म 
विनीत बन जाओगे और रि स्वीकार कर छोगे) जब र 
दरे समीप आओगे ह नम्रताक्े साथ जीवन 
0. ? तव तुम अपने सच्चे चरित्र 
देख सकोगे | 
सेवा जल है जाग्र तो बास्तवभें आ ठुम म 
करते दो | जब तुम अपने हा किक 9 
*इस्वाकाड््ा, खार्थपरताका त एक काला Te) 
के चीज ढूँढ़ निकालते हो? उ 


4 


ॐ मानवताके दान % 


तुम उसके आवेगके अधीन नहीं हो जाते, बल्कि उसे 
अतिक्रान्त कर जाते हो, जब तुम इस तरह अपने अंदरकी 
एक पथश्रष्ट करनेवाली क्रियाको जीत लेते हो, तब तुम अपनी 
उसी क्रियाके अंदर दूसरोंके लिये भी विजय ले आते हो; 
तुम दूसरोंमे भी वही सम्भावना उसन्न करते हो । इस 
व्यक्तिगत आदर्शको प्रतिष्ठापित करनेसे अधिक शक्तिशाली 
दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता । यह बात नहीं है कि दूसरे 
तुम्हे देखते हैं ओर तुम्हारी नकल करते हैं; बल्कि उसका 
प्रभाव अधिक सूक्ष्म और अधिक शक्तिशाली होता है । तुम 
सुग्रोग पैदा करते हो, एक प्रकाश ले आते हो, अपने 
अनुभवकी शक्तिको क्रियामें उतार छाते हो, जब कि दूसरोको 
उसका कोई ज्ञान नहीं होता । दूसरोंको जो अद्द्य सहायता 
इस प्रकार दी जाती है, केवळ उसीसे वे छाभान्वित होते है 

परंतु यहाँ भी तुम्हे अपने ऊपर चौकसी रखनी होगी । तुम्हे 
यह नहीं कहना चाहिये कि “मैं दूसरौकी सहायता करूँगा) 
अतएव मुझे उन्नति कर लेने दो ।? तुम्हारे अंदर लेन-देन 
या मोल-तोलका ऐसा कोई भाव नहीं होना चाहिये | बस, 
अपने निजी व्यापारमे अपनेको आवद्ध रखो; दूसरोंपर कँसे 
प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, यह तुम्हारा प्रश्‍न नहीं है। 
यदि तुम इस प्रकारकी भावनाका पोषण करोगे तो तुम 


र्‍ण्श्ण््“>>>£<>>> 


प्रानवताके दान 
मित्रको सत्य हृदय दो। 
भीतको सदा 


बैरीको दो क्षमा: 
मानहीनको मान, 
प्रतिद्ठन्दीको 
अपकारी-हितहारीको 

भक्तिपूर्ण मनसे दो 
भाई-बहिनोको 


सहनशीलता 
हितमय मेवा 


दो ज्यादा 


१४७ 








उसी दम्भ और अभिमानको पीछेके दरवाजेसे अपने अंदर 
बुलाओगे । तुम्हारा जीवन तो बस, फूलके खिलनेके जैसा 
होना चाहिये; फूल तो आत्मचरितार्थताके अपने निजी हर्ष और 
आनन्दके वश खिलता है; उस प्रक्रियामै, अपने निरे 
अस्तित्वके द्वारा ही वह चारों ओर अपना सुवास फेलाता है, 
अपने आनन्दप्रद प्रकम्पनसे अपने परिपादवंको भर देता है । 
पर वह सब अपने-आप ही होता दै, वह जान-बूझकर या 
किसी उद्देश्यसे यह सब नहीं करता । ठीक) उसी तरह वह 
त्र ३, ~ c ~ 
जीव भी करता है, जो अपनेको चरितार्थ करता है । वह अपने 
लिये जो विजय ले आता है, वह संक्रामक होती है और अपने- 
कीच 

आप ही फेलती है । 

मैंने कहा है कि तुम्हारा अहं एक भ्रम है । तुम्हारे “मै? 
का सर्वथा अस्तित्व ही नहीं है | वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है 
जिसे प्रथक स्वतन्त्र व्यक्तित्व और व्यक्तिगत चरितार्थता कहा 
जाय | एकमात्र भगवान्‌ हैं ओर. उनका संकल्प है | वही 
अद्वितीय और एकमेव तथा सबकी अपने अंदर समाविष्ट 
करनेवाली सद्वस्तु है । तव भला) सत्ताकी इस विभिन्नता और 
बहुविधताका मूल खोत क्या है ! इन व्यष्टियों और व्यक्तितों- 
का संसारके रंगसञ्चपर उनके प्रकट होने तथा क्रीड़ा करनेका 
अर्थ) यदिः कोई अर्थ हदो तो, क्या है १ 





>>: 
अभय दो॥ 
~ 
सुख-सेवा दो। 
द्रो ॥ 
सदा पिताको आद्र । 
सस्पति सादर ॥ 


SELLERS 


तुम्हें जन्म देनेका हो गौरव मनमे अति। 
माताको दो निज शुभ कर्मासे, ऐसी मति॥ 
शुभ आचरण खयं कर दो, वच्चोंको शिक्षा। 
दीन जनाको दो उनका हक समझ, सुभिक्षा ॥ 
अपनेको इज्जत दो, सेवा दो जन-जनको। 
प्रभुके पावन चरणोमे दे दो निज मनको ॥ 
प्रेम पड़ोसीको दो, निर्मळ मधुमय वाणी। 
तन-धन सब दो समुद समझ सब हरिमय प्राणी ॥ 





SELES 


१४८ 





२ मानव बही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 
191 





मडुष्यत्व 


( रेखक-म्रहामहोपाध्या डाँ० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌०ए>, डी० लिट्‌० ) 


प्राचीन हिंदूशास्नमै- केवल हिंदूशास्त्रमे ही नहीं) 
अन्यान्य देशोंके धर्मशाख्रोंमै भी इतर प्राणियोंके जीव-देहकी 
अपेक्षा मानव-देहको अधिक उत्कृष्ट माना गया है | भगवान्‌ 
श्रोशकराचायने मनुष्यत्व) मुमुक्षुत्व तथा महापुरुप्संश्रय--- 
इन तीनोंक्रो अति दुलूभ पदार्थक्रे रूपमै वर्णन किया है | 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इन तीनोंमें भी मनुष्यत्व ही 
प्रधान है; क्योंकि मनुष्य-देहकी प्राप्ति हुए बिना मुक्तिकी 
इच्छा तथा महापुरुष या सदुरुका आश्रय प्राप्त करना सम्भव 
नहीं है। चौरासी लाख योनियोक्रे बाद प्राकृतिक विधानसे 
सौंभाग्यवश मनुष्य-देहकी प्राप्ति होती है । चौरासी लाख 
योनियोंमें स्थावरजङ्गम सबका समावेश है । स्वेदज, उद्धिज 
और जरायुज--इन त्रिविध प्राणियेंमे जरायुज श्रेष्ठ हैं तथा 
जरायुजोमे मनुष्य श्रेष्ठ होता हे । चोरासो लाख योनियोंमें जो 
क्रमविकासकी धारा दीख पड़ती है, वह केवल प्राकृतिक 
क्रमका अवलम्बन करके काल-राज्यमै अभिव्यक्त होती है । 
इन सब योनियोंमें ज्ञान और शक्तिगत जो तारतम्य दीख 
पड़ता है» उसके मूलमें कर्मगत वैचित्र्य नहीं है | वह केवळ 
प्राकृतिक व्यापार है । एक ही देहमें जैसे क्रमश; बाल्य, यौवन 
और वार्दक्यका विकास होता है, उसी प्रकार एक ही मूळ 
जीवन-धारामें क्रमशः निम्नकोटिके जीवसे आरम्भ करके 
अधिक-अधिक उत्कृष्ट जीव-जातिकी अभिव्यक्ति हुआ करती 
है । इस आरोह-ममें प्रकृतिका स्वाभाविक विवर्तन ही एक- 
मात्र नियामक होता है । जिस नियसमै अव्यक्त सत्ता किती 
निर्दिष्ट क्रमके प्रवाहम अमिव्यक्तिकी ओर अग्रसर होती है, 
उसी निथममें आदिजीव-स्पन्द प्रकृतिके सहयोग क्रमशः 
आधारके क्रमविकासमूछक अपने क्रमविक्रासके मार्गमे धीरे-धारे 
अग्रसर होता है । एक विचित्र शक्ति प्रकृतिम निहित रहती 
है और विशिष्ट देहमें यथासम इन समी शाक्तियोका विक्रास 
होता है । 
अन्नमय कोप्रका विकास पहले होता है | इस विकाससे 
ही असंख्य जीवयोनियोंका अतिक्रमण संघटित होता है | क्रमश; 
अन्नमय कोत्रमै प्राणशक्तिके अधिकाधिक विकाक्षके फलस्वरूप 
अन्नमय कोप्रकी पुष्टताके साथःसाथ प्राणमय कोषका भी 
बिकास होता जाता है | प्राणमय कोपके विकासके 


फलस्वरूप क्रमशः अति जटिल प्राणचक्रोंकी अभिव्यक्ति होती 
है। यह प्रसिद्ध है कि आत्मसंवित्‌ पहले प्राणमे परिणत 
होकर देहके भीतर व्यापकभावसे क्रिया करती है । यह प्राण- 
शक्तिकी क्रिया विभिन्न श्रेणियाँमै विभक्त होती है। परतु 
इन समस्त शक्तियोंके संचालनके लिये विभिन्न मार्ग आवद्यक 
हैं | इन सब मार्गोको नाडी या शिरा कहते हैं । अभिव्यक्तिके 
नियमक्रे अनुसार जैसे प्राणशक्तिके विभिन्न स्तर हैं, उसी 
प्रकार इन नाडियोके भी प्रथक्‌प्रथक स्तर हैं । नाडीचक्रकी 
यह जटिलता क्रमशः प्राणशक्तिके विकासके साथ-साथ वर्दधित 
होती है । पश्चात्‌ ऐसा समय आता है, जब प्राणमय कोप 
मनोमय कोषमें परिणत हो जाता है| इस परिणतिक्रे समय 
देहका आमूल परिवर्तन घटित होता हे; क्योंकि उस समय 
केवल प्राणशक्तिके संचालनके मार्गक्रे अतिरिक्त मनोमय शक्तिके 
संचालनका मार्ग भी प्रकाशित होने लगता है। इसको मनो- 
वहा नाडी कहते हैं | प्रागवद्या नाडी जैसे अनेक प्रकारकी 
होती है, उसी प्रकार मनोवद्वा नाडी तदपेक्षा और भी अधिक 
वैचित्र्ये युक्त होती है । 


मनोमथ कोयकी अभिव्यक्ति और मनुष्यदेहकी अभिव्यक्ति 
समकालमै सम्पादित होती है । अतएव प्राणमय कोषका पूर्ण 
विकास और मनोमय कोषका पूर्वामास लेकर ही चौरासी लाख 
योनियोंकी परिमाति होती है | मनोमय कोषका विकास और 
मशुष्यःदेहका उद्भव एक ही बात है । चौरासी लाख योनियोँ- 
के अवसानकी ओर पद्म आदिम मानवोत्रित वृत्तियोंका 
कुछ पूर्वाभास देखनेको मिलता है | ये सारी वृत्तियाँ मानसिक 
वृत्तियोंके रूपमै ही प्रतीत होती हैं, परंतु ये मनके आमासमात्र 
हँ | प्र्त । सन उतत समय भी अवगत नहीं होता । एकमात्र 
मनुष्य-देहमे ही यथार्थं मनोमय कोपकी स्थिति ओर क्रिया 
सम्भव दै । मनुष्य-देहमें विचार और विवेकदाक्ति क्रमशः 
मखत होती दे । यम और अम, सत्‌ ओर अर 
इन दोनोंकी विचारपूर्वक विवेचना करनेकी 
ही सम्भव है । मानबदेमें 
अहंमति या अभिमानका उद्धव 
मनुष्यके सि अन्य ~ थाने 
ed व ह अभिमान स्पष्ट रूपसे 
* आभमानसे व्यक्तित्वक्रे बोधका 


ञे a ट्र >>. ~ 
रि विकास घटित होता है । 


>, 


% मबुच्यत्व + 





१७९ 


काले 9 


सूजपात होता हे तथा में ओर तुम, इन दोनों भावोंके 
बीच भेदज्ञानका आविर्भाव सम्भव होता है । यह अभिमान 
क्रियमाण कर्म और उपभुज्यमान फल--दोनों ही और सम- 
भावसे बृद्धिको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ एक ओर जैसे कर्व॑त्वा- 
भिमान उत्पन्न होकर अपनेको कर्ततारूपमें परिचित कराता 
है, दूसरी ओर उसी प्रकार भोक्तृत्वाधिमानके प्रभावसे 
अपनेको सुख-दुःखके भोक्ताके रूपमें परिचित कराता हैं | कर्म 
करना आर कृतकमका फल भोग करना, दोनोंके मूलमें 
देहके साथ तादात्म्ययोध निहित रहता है | यह 
तादात्म्य-चोध अविवेकके द्वारा उसन्न हुआ हे और यही 
एक ओर जैसे कर्मानुष्ठानमें प्रवृत्तिका हेतु है, दसरी ओ 
| 


उसा प्रकार कसफलळ-भोगका भी हेतु है | यही सांसारिक 
जीवनका वेशिष्ट्य है | 


“न 


इससे समझा जा सकता है कि जीव मनुण्यदेहमे प्रकट 
नेके वादसे संसारी बनकर अपने-अपने संस्कारके अनुसार 
प्रकृतिक्रे राज्यमै घुभाशुभ कर्म करता रहता है और उसका 
फल भोग करनेके लिये कर्मानुरूप देह ग्रहण करनेकों 
वाध्य होकर लोक-लोकान्तरमें अनुरूप देहोंमें जन्म ग्रहण 
करता रहता हैं। इसी प्रकार असंख्य जन्म बीत जाते हैं और 
इस जन्मपरम्पराकै भीतर जीवको विभिन्न प्रकारके शरीर 
ग्रहण करने पड़ते हैं | शुभकर्मके फलस्वरूप ऊर्ध्वळोकमे 
गति होती है और नाना प्रकारके देवताओंके शरीर प्राप्त 
होते हैं | अशुभ कर्मके फसे उसी प्रकार अधोलोकमै गति 
होती है तथा पछ आदि निम्न योनियोमे पतन हो जाता है। 
साधारणतः मिश्रकमके फलसे पुनः मनुष्य-देहमें ही जीव 
लोट आता है | 


J 


my 


> पर 


यहाँ एक वात याद रखने योग्य है कि मनुष्य निम्न 
स्तरके पञुःपक्षी आदि कोई देह ग्रहण करनेपर भी उस 
देहमें दीर्धकालतक नहीं रहता | कर्मफल-मोगके पूर्ण 
होते ही फिर मनुप्य-देहमे लोट आता है । आरोहदक्रमसे 
जो जीव पझु-पश्षीके दारीरमे जन्म लेते हँ, उनको मनुष्यः 
देहमें साधारणतया निर्दिष्ट क्रमको भेद करके आवा 
पड़ता दै, परंतु अवरोहक्रममें ऐसा नहीं होता; क्योंकि 
अवरोहक्रमसें जो जन्म होता है, वह केवल कर्मफल-भोगके 
लिये ही होता है । भोग पूरा हो जानेपर मनुष्यदेहे जीव 
फिर लोट आता है | आरोहक्रमसे कर्मकल-भोगके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं होता; यह पहले ही कहा जा चुका हैं। जो 
कर्मवादी नहीं हैं, उनके लिये पशुपक्षी आदिके देहसे पुनः 


मनुष्यदेहमे आना जागतिक अचिन्त्य शक्तिके ऊपर 
नभर करता है आर वह कव संघटित होता कहना 
बहुत हाँ कठिन है । इस विप्रयम अधिक विस्तार इस प्रस 
अनावश्यक है | 


जिस अभावको लेकर जीव मनुष्यदेहे जन्म लेता है, 

वह भोगके साथ-साथ भोगाकाङ्घाकी वृद्धिके फलस्वरूप 
क्रमशः बढ़ता जाता हैं अनेक जन्म बीत जानेपर एक. 
एसा समय आता है, जव भोगाकाङ्खा क्रमशः शिथिल हो; 
जाती दे; क्योंकि जब देखा जाता है किं अनन्त प्रकारकी: 
भोग्य वस्तुओका अनन्त प्रकारसे मोग करके भी भोगाकाङ्का 
शान्त नहीं होती, तब मनमै ग्लानि उत्पन्न होती है ओग 
अस्फुट रूपमे निर्वेद ऑर वेराग्यका भाव जाग्रत्‌ होता रहता 
| तब प्रत्रृ्तिक्की ओर गतिक्रा वेग घटने लगता है तथा 
चत्त नित्रत्तिमावका आश्रय लेकर क्रमशः अन्तर्मुख होनेकी 


च्छा करता है । किसकी यह अवस्था कब होगी, यदुः 
वतळाना कठिन दे; किंतु जव भी यह होगी, तभीसे, 
उसके अभिनव जीवनका सूत्रपात होगा--यों जानना 


चाहिये | उस समय जीवको यह आमास होता है कि एक 
महादाक्ति इस विश्वके भीतर और बाहर कार्य कर रही 

बह प्रकृति दै, उसके गुणोंके द्वारा जगतूके सारे कार्य हो. 
रहे हैं | जीव इस प्रकृतिके जालमें जडित होकर अविवेकव 
समझता है कि कार्यका कर्ता वही है । जीवका यह कर्वृत्वा- 
मिमान मिथ्याज्ञानका कार्य है | अज्ञ जीव अपनी सामर्थ्ये 
कोई कर्म नहीं कर सकता) परंतु प्रक्तिके किये हुए कमक 
भ्रमवदा अपना कर्म समझने लगता हैं | इसीके फळस्वरूई 
उसको संसारी वनकर नाना प्रकारके सुख-दुःख भोगने पङ्के 
हैं । आमासरूपसे यह ज्ञान वैराम्यके साथ-साथ किसी-किसीके 
भीतर जाग उठता है | तव जीव यह समझ पाता है कि 
आनन्दकी खोजमें वह इस विराट विश्वमै जन्म-जन्मान्तरसे 
भटकता आ रहा है । वह आनन्द उसको बाहर किसी देहे 
या लोक-लोकान्तरमे उपलभ्य नहीं है। अतएव बारंबार 
बाहर घूमकर परिक्छान्त होनेकी उसकी इच्छा नहीं होती # 
परंतु वह आनन्द है कहाँ; इसका पता उसे नहीं होता धी 
अस्फुटरूपसे उसके हृदयमें यह आनन्दका संवाद प्रस्फुटिकु 
हो उठता हैं और यह भी वह जान लेता है कि यह धुक 
सत्य है; परंतु इसकी प्रातिके लिये कौन-सा मार्ग ग्रहण करके 
किस प्रकार अग्रसर हुआ जाय--यह उसकी समझमे नहीं 


१५० 


ऋ मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका * 


००००००००००००० ७०७०२ २ २२ की स्पय्य्स्््््स्स्स््््म््म्म््प्व्व्व्व्व्व्व्व्प्प्प्प्प्प््न््मम्ज््य््््_्_--- 
वि 2... ७ ० ०० र व क््य्य््य्य््य्््् 


आता । दिनप्रतिदिन व्याकुलता बढ़ती जाती है तथा वैराग्य 
भी तीत्र होता है; साथ ही इस अखण्ड विश्वमै वह अपनी 
्षुद्रताका भी अनुभव करता है; परंतु जबतक मार्गका संधान 
नहीं पाता, तबतक अग्रसर नहीं हो पाता | 
यह आनन्द ही वस्तुतः उसका स्वरूप है और इसका 
संधान पानेके लिये ही उसको समस्त जीवन लगा देना 
उचित है, इस बातको वह समझ लेता है | भगवान्‌ शंकरा- 
चायने जिस मुमुक्षुत्वकी बात कही है, वह इसी समय उदित 
होता है । जिस प्रकार चौरासी लाख योनियोंक्रे बाद मनुष्य- 
देहकी प्राप्ति दुर्लभ है; उसी प्रकार कोटिकोटि जन्मोंके 
कर्मफल भोगनेके बाद वैराग्यका उदय और आनन्दस्वरूप 
निज आत्माका परिचय प्राप्त करके मायाजालसे मुक्त होनेकी 
आकाह्ला भी दुर्लम है।यह आकाह्ला ही मुमुक्षा है । 
इसके बाद भगवान्‌ गंकराचायने महापुरुषके 
आश्रयको बात कही है।वे महापुरुष ही सुरु 
हें तथा भ्रान्त जीवको स्वस्थानमे लौटाकर स्वरूपम 
प्रतिष्ठित करानेके अधिकारी हैं। आचार्यने सददुरु-प्राप्तिको 
अत्यन्त ही दुर्लभ वस्तु माना है, यह सब सत्य है। परंतु 
यहद भी सत्य है कि दुर्म मनुप्यदेह प्रात करके, उससे भी 
अधिक दुलंभ वैराग्य और निब्त्तिमाव तथा मुक्तिकी 
आकाह्ला प्रात करे, सहुरुकी कृपाकी प्राति 
अत्यन्त दुभ होनेपर भी अवश्यम्भावी है । 
सढुरुको खोज करके निकालना नहीं पड़ता; परंतु 
कमी-कमी अपने कर्मके क्षयके लिये अन्वेप्रण आवश्यक होता 
है । समय पूरा होनेपर सद्गुरू स्वयं ही मुमुक्षु जीवको दर्शन 
देते दै | सढुरुके बिना मार्गका संधान कोई नहीं पाता | 
मार्गपर चलाकर ले चलनेकी शक्ति भी किसीमें नहीं होती । 
तथा महालक्ष्यका साक्षात्‌ परिचय भी दूसरोंको नहीं होता | 
परंतु अब्पञ्च जीव मायासे मोहित होकर दिम्भ्रान्त हूपमे 
भटक-भट्ककर सद्गुरका संधान नहीं पा सकता | सद्गुरु 
वस्तुतः स्वयं श्रीभगवान्‌ हैं । उनकी अनुग्रह-शक्ति ही 
“गुरुपद'-बाच्य है । वे उपेय हैं अर्थात्‌ उपायके सहयोगसे 
प्राप्त होते हैं और उपाय भी वे ही स्वयं हैं । वे अपना मार्ग न 
दिखायें तो कौन उनको खोज निकाल सकता है । वे ही पथ हैं 
तथा वे ही पथके गन्तव्य स्थान हैं | यह पथ छोटा है या बढ़ा- 
इसको भी एकमात्र वे ही जानते हैं । उनका अनुग्रह होनेपर 
बहुत लंबा पथ भी छोटा हो सकता हे । उनका अनुग्रह 
शिथिल होनेपर लघु पथ भी दीधरूपमें प्रवर्तित हो जाता 


है और महान्‌ अनुग्रहके समय क्षणभरमै ही पथ अदृश्य सी 
हो जाता है, एकमात्र स्वयंप्रकाश वे ही अखण्ड भावसे 
विराजमान हो जाते हैं | याद रखनेकी बात हैं कि साधारणतया 
एक उपयुक्त आधारका अवलम्त्रन करके गुरुखूपी श्रीभगवान्‌ 
जीवके सामने अपनी अनुग्रह-शाक्तिको प्रकाशित करते हैं। 
इस शाक्ति-प्रकाशकी धारा अखण्ड है | जीवकी योग्यता विभिन्न 


~ ~ 


प्रकारकी होती है, अतएव विभिन्न जीवोंके सामने विभिन्न 


भावसे इस शक्तिका प्रकाश होता है । 
गुरुका प्रधान कार्यहै- आश्रित शिष्यकी दृष्टिका पर्दा खोल 
देना तथा उसको सत्यके अनावृत स्वरूपका दर्शन कराना । 
जीवनका आत्मस्वरूप क्या है, यह जानना आवश्यक है; 
क्योकि यही सत्यका यथार्थ स्वरूप है | इस स्वरूपको दिखा 
देना तथा जो पथ इस स्वरूप हो उपछब्धिको ओर अग्रसर होता 
है, उसको दिखा देना शुरुका कार्य है । परंतु उस पथपर चलना 
तथा क्रिया-कौशल, भावना अथवा संवेगके द्वारा उस पथको 
पूरा करना शिष्यका काम है । शुरुकी कृपा और शिष्यका आत्म 
पौरुष सम्मिलित होकर असम्भवको सम्भव कर सकते हैं । शिष्य 
क्षणमात्रके लिये भी अपने खरूपको देखकर समझ सकता 
है कि वह आजतक अपनेको जो समझता रहा है) वह 
नहीं दै | अर्थात्‌ यह देह, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि कुछ 
भी वह नहीं है। चिरकालतक भोग-मार्गमे चळते-चलते इनको 
ही वह अपनी सत्ताके रूपमे समझने लगा था | गुरुकी कृपासे 
वह अब समझ जाता है कि वस्तुत; बह इनमेते कोई मी नहीं है, 
बह इन सव अनात्मसत्ताओसे प्रथक्‌ वस्तु है और चेतन- 
स्वरूप है । अब वह विज्ञानमय देहमे प्रतिष्ठित हो गया है । 
विवेक उत्पन्न होने तथा देहके प्रथम आविर्भावके बाद 
मनुष्य-देहमें जबतक चा परिणत १ र 
उठता ही नहीं कि वह कौन है और ह क” 
मनुष्य-देह प्राप्त होनेपर भी देहा गा र 
कारण अपने यथार्थ र विषयमै हश यप होतेत 
स्वरूपके विः कई प्रश्न ही उसके चित्तमै 
नहीं उठता । सुदीर्घकाल क 


क्या हुँ इस प्रश्नका 
यह प्रश्न जड़ नहीं जमा 
मात नहीं होता । पश्चात्‌ 
होकर «सोऽह रूपमे अर्थात्‌ 


उसके बाद्‌ जबतक 
क 
लेता, तवतक इसका समाधान प्र 


खेला 


~ 


YY 


फिक्का 


कै मनुष्यत्व * १५१ 








“मैं ही वह परम पदार्थ हूँ?--इस रूपमै प्रत्यक्षतः उस प्रश्नका 
उत्तर प्राप्त हो जाता है । 
मनुष्य-देह वस्तुतः समस्त विश्वका प्रतीक है । नीचे, 
ऊपर, बीचमै--जहाँ रा जो कुछ है, सबका सार ग्रहण करके 
यह शरीर रचा गया हे । इसीलिये कहा जाता है कि जो कुछ 
ब्रह्माण्डमे हे, वही पिण्डमें है ओर जो पिण्डमें है, वही ब्रह्माण्ड- 
में है। श्रीकृष्ने अर्जुनको अपना विश्वरूप दिखलाया था, 
परंतु वस्तुतः सभी कुछ विश्वरूप है | केवल अपना स्वरूप 
विस्मृत हो जानेके कारण मनुष्य अपनेको विश्वरूपमें पहचान 
नहीं सकता । मनुष्य केवल विश्वरूप ही हो) ऐसी वात नहीं 
है। वह तो विइवसे भी अतीत है | मनुष्य विश्व भी है ओर 
इवातीत विशुद्ध प्रकाशस्वरूप भी है---एक ही साथ दोनों 
हैं | इस कारण पूणत्वकी अभिव्यक्ति मनुष्यमें ही सम्भव है । 
पशु-पक्षीके देहसें जैसे पूणत्वका अभिज्ञान नहीं होता, वैसे 
ही देव-देहसें भी नहीं होता; क्योंकि दोनों प्रकारके देह मोग- 
देहके अन्तर्गत हैं | कुण्डलिनी-शक्ति निद्रित रहनेपर भी एक- 
मात्र मनुष्यके देहसें ही विराजती है तथा एकमात्र मनुष्य-देह- 
में ही वह जाग्रत्‌ होती है, यहाँ तक कि मनुप्व-देहमें ही उस 
का पूर्ण जागरण सम्भव होता है । देवताओमै जो पुण्य-कर्मके 
फल्स भांग आर ऐश्वयमै प्रतिष्ठित हैं; वे अपूर्ण हैं | यहातक 
कि जो देवता कर्मके सम्बन्धके बिना भी आजान देवताके रूप- 
में सुष्टिके आदिसे प्रतिष्ठित हे, वे भी विशेष-विशेष अधिकारोंसे 
सम्पन्न होनेके कारण पूर्णत्वसे वञ्चित हैं | अखण्ड ज्ञान, 
अखण्ड ऐश्वर्य, अखण्ड भाव--ये सब एकमात्र मनुष्य-देहमें 
ही अवस्थाविशेषमें व्यक्त हो सकते हैं | मनुष्यके सिवा अन्य 
किसी योनिमै पूर्णत्वके मार्गपर आरूढ़ होना सम्भव नहीं । 


इसीसे शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी मनुष्य-शरीरकी स्तुति 


किया करते हैं । 

ूर्गज्ञानको समझनेके लिये अज्ञानके स्वरूपको समझना 
आवश्यक है । जिस वस्तुका जो स्वरूप है, उसके उस स्वरूप- 
को ठीक-ठीक जाननेका नाम ही यथार्थ ज्ञान है । आत्मा यदि 
अपनेको आत्माके रूपमें पहचान सके, अर्थात्‌ यदि उसकी 
निज-स्वरूपमें अहंकी प्रतीति उत्पन्न हो जाय; तो उसीको 
यथार्थ आत्मज्ञान समझना चाहिये | अतएव आत्मामै अनात्म- 
वोध होना अथवा अनाध्मामें अनात्माको आत्मा समझना-- 
दोनों ही अज्ञानपदवाच्य हैं। पूर्ण अहंभाव केवल परमात्मा 
या परमेश्वरमै ही सम्भव है | जब तक आत्मा सायासे आच्छन्न 


है; तबतक बह अनात्माको आत्माके रूपमे ग्रहण करनेके लिये 





च्च्य्च्च््स्य््य्य्य्य््््य्य्य्य्ल्ल्ल््य्य्ल्ल्श्च्् मन 








बाध्य होता है । सर्वप्रथम वह इस स्थूल देहकों ही अपना 
स्वरूप समझता हे और इसीसे उसका 'मे-पन* निहित रहता 
| इसके वाद स्थूल देहसे “संपन? का बोध दूर हो जाने 
पर भी प्राण ओर बुद्धिमै अर्थात्‌ सूक्ष्म सत्तामे भै पन'का बोध 
रह जाता ह | इसको दूर करनेमें बहुत समय लगता है | उस- 
के बाद प्राण और बुद्धिके परे शून्यमे उसका 'मे-पन?का बोध 
निम्न हो जाता है | इसी प्रकार क्रमशः जाग्रत्‌, खप्त और 
सुषुत्तिसे होते हुए जीव निरन्तर घूमता-फिरता रहता है। इसके 
फलस्वरूप उसका शून्यभेद अथवा सुपुसिभेद घटित नहीं 
होता और वह मायाके बाहर अपने स्वरूपको. उपलब्ध नहीं 
कर पाता | यही सांसारिक अवस्थाका संक्षिप्त विवरण है । परंतु 
जब विवेक-ज्ञानका उदय होता है, तब आत्मा समझ पाता है 
कि वह मायासे मिन्न और मायाके कार्यभूत त्रिविध देहसे भी भिन्न 
ह; साथिक सत्ता जड हूँ; परतु वह शुद्ध चेतन है । इस अवस्थामै 
स्थित होनेपर जीवनरूपी आत्मा कर्म ओर माया दोनोंसे मुक्त 


हो जाता है ओर वेवल्य-दशाको प्राप्त होता है। साधारण 
दृश्सि यह भी मुक्त अवस्था है, इसमें संदेह नहीं हे । परंतु 


यह पूर्ण मुक्ति नहीं है; क्योकि अनात्मामें आत्मबोधरूपी 
अज्ञान निव्रृत्त हो जानेपर भी शुद्ध अज्ञान अब भी रह ही 
जाता है । केवल्यको प्राप्त आत्मा कर्म-संस्कारके अभाववश 
संसारचक्रमै तो नहीं पड़ता, परंतु पूर्ण भागवत-जीवनका 
अधिकारी नहीं होता; उस समय ज्ञानका विकास होनेपर भी 
यथार्थ दिव्य ज्ञान नहीं होता; क्योंकि उस समय क्रिया-शक्तिका 
विकास नहीं होता । वस्तुतः पूर्ण चेतन्यखरूपमै ज्ञान और 
क्रिया अभिन्न होते ह। अतएव महामायाके उल्लासरूप शुद्ध 
अज्ञानकी निइत्ति जबतक नहीं होती, तबतक जीव केवल्यरूप 
मुक्तिको प्राप्त होकर भी दिव्यजीवनके मागमे पदापण नहीं 
कर सकता | सदुरुकी कृपाके बिना पूर्णत्वका पथ उन्मुक्त नहीं 
होता । गुरुकी कृपासे जब वह मार्ग प्राप्त हो जाता है, तब 
जीवका जीवभाव अर्थात्‌ प्राकृत भाव कट जाता है तथा 
दिव्य ओर अप्राकृत भावका उदय होता हैं | उस समय क्रमश; 
चैतन्य शक्तिकी अभिव्यक्ति होती है । अनात्मामें आत्मभाव 
कट जानेपर भी अबतक आत्मामै अनात्मभाव नहीं कटा था। 
दिव्यज्ञानके उदय और विकासके साथ-साथ आत्मासे अनात्म- 
भावरू+ शुद्ध अज्ञान कटना प्रारम्भ हो जाता है | यह अज्ञान 
जब पूर्णतया उच्छिन्न हो जाता है, तब अपनेको पूर्ण और 
परमात्मरूपर्मे उपलब्ध करता है । उस समय बोध्षेत्रमे 
अनात्मभाव बिल्कुल ही नहीं रह जाता । यह शुद्ध आत्मा सो5हं 


२५२ 


* मानव वही जो स्वार्थं तज होता पथिक 


[ol 


परमार्थेका १: 


ग्य 





रूपमै अपनेको पूण अनुभव करता है | यही चित्‌-शक्तिकी 
पूर्ण अभिव्यक्ति है तथा परमात्माके साथ जीवात्माके अभेदकी 
प्रतिष्ठा है | 
इस अवस्थाके आनन्दको मानवीय भाषामे व्यक्त नहीं 
किया जा सकता । यह स्थिति प्राप्त करनेके बाद केवल निरन्तर 
आत्मस्वरूएका ही अविच्छिन्न अनुभव जाग्रत्‌ रहता है | उस 
समय विश्व अथवा जगतूकी स्मृति या अनुभव उसको नहीं 
होता । यही पूर्ण ब्राह्मी स्थिति है | परंतु इसके परे भी एक 
अवस्था है | वह अवस्था निश्चय ही सबके लिये नहीं दै । किसी- 
किसी विशिष्ट पुरुषको उस अवस्थावी प्राति होती दै, सबको 
नहीं । उस अवस्थामै जगतका बोध फिर लोट आता है; 
परंतु यह पूवोक्त ब्राह्मी स्थितिकी प्रतिकूल अवस्था नहीं है । 
क्योंकि ब्राह्मी स्थितिकी अखण्ड अनुभूति कभी लुप्त होनेवाली 
नहीं । 
ग्राह्मा स्थितिकी अवस्था ओर उसके बाद आनेवाली 
अबस्थाके बोच एक सामान्य भेद है । ब्राह्मी स्थितिके पूर्वकी 
अवस्थामै जेसे केवळ जीवभाव रहता है, उस समय ब्रह्ममावका 
स्फुरण नहीं होता, उसी प्रकार ब्राह्मी स्थितिसे ब्रह्ममावना जव 
होती दै, तब जीवभावका भी स्फुरण नहीं होता; परंतु तृतीय 
अवस्थामै परिनिष्ठित ब्रह्ममावक्रे भीतर ही जीव और जरातूकी 
अनुभूति यथावत्‌ लौट आती है | इसके फलस्वरूप पूर्वोक्त 
ब्राह्मी स्थितिके भीतर ही एक अभूतपूर्व उल्लास लक्षित होता 
है, जिसके फलस्वरूप पूर्ण आनन्द महाकरुणाक्रे रूपमे 
प्रकट होता दै | जीव-अवस्थामै समस्त विश्व दुःखमय होता 
है यथार्थ आनन्दका आभास वहाँ जाग्रतू नहीं होता । 
जो आनन्द छायाके रूपमै वहाँ उपलब्ध होता है; वह 
दुःखका ही एक भेदमात्र होता है; परंतु ब्रह्मावस्थामे समस्त 
दुःखोंकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति एक साथ ही होती 
है । इस अवस्थामें दुःखकी अनुभूति भी नहीं रहती, जीवकी 
अनुभूति भी नहीं रहती, जगत्‌की अनुभूति भी नहीं रहती । 
सर्वत्र अपना ही स्वरूप दीखता दै तथा अविच्छिन्न स्वरूप 
आनन्दके सिवा और कुछ लक्षित नहीं होता | यही वस्तुतः 
स्वरूपस्थितिका विवरण है । परंतु यह श्रीमगवानके साथ 
“जीवात्माका? साम्य दै, यह भी परिपूर्ण अवस्था नहीं है; 
क्योंकि जो अखण्ड सत्ता योगीका चरम लक्ष्य है, वह सम्यक 
प्रकारसे अब मी अधिगत नहीं होती; क्योंकि एकमुक्ति 
और सर्वमुक्तिके अभिन्न रूपमें प्रकाशित होनेका अभी अवसर 
ही नहीं आया | तृतीय अवस्थासे द्वितीय अवाकी पूर्णताके 


भीतर ही प्रथम अवस्थाकी वेद्ना प्रतिमासित हो उठती 
है। उस समय जीव और जगत्‌ तथा अनन्त दुःख अखण्ड पूर्ण 
आनन्दके भीतर फूट पड़ता है । जो समाधिके आवरणमें दता 
हुआ था, वह अवसर पाकर अपनेको प्रकट करता दै । इसके 
फलप्वरूप दुःखके सांनिध्यके कारण पूर्ववर्णित आनन्द करुणा- 
रूप धारण करता है | जिसमें इस करुणाशक्तिका जितना ही 
अधिक उद्रेक होता है; वह उतना ही अधिक परिपूर्ण स्थिति 
प्राप्त करनेकी योग्यतासे सम्पन्न होता है । यह तृतीय अवस्था 
ही सदुरुकी अवस्था है| वे नित्यमुक्त पूर्ग ब्रह्मस्वरूप होकर 
भी एक प्रकारसे प्रतिजीवके दुःखके स्पशसे करुणार्द्रहृदय होते 


ह 
टे 


हैं । टुर्गासतशतीमै श्रीजगद म्बाको “सर्वोपकारकरणाय सदा55- 
चित्ता? कहा गया है | संतान-वात्सल्य-मूछक जो आनन्दसयी 
साँकी आद्रचित्तता है, वही महाकरुणाका निदर्शन है | 
स्व्यं आनन्दमें प्रतिष्ठित होकर भी जबतक दूसरेको उसी 
प्रकारके आनन्दर्मे प्रतिष्ठित नहीं क्रिया जाता, तबतक यह 
कहना नहीं बनता कि जीवनका यथार्थ महत्त्व सम्पन्न हो गया; 
परंतु यह बात सबके लिये नहीं है, क्रिसी-किसी भाग्यवानके 
लिये है । इसी कारण एक ओर अनवच्छिन्न परमानन्द होते 
हुए भी दूसरी ओर अरोप करुणाका खान रहता है । कहना 
हौँ होगा कि परमानन्दकी मित्तिमे यह परम रसका उल्लास 
यह रस अनन्त प्रकारका हो सकता है | अथवा शास्त्र- 
ष्ट नौ प्रकारका मी हो सकता है । परंतु यहाँ जिस 
दृष्टिकोणसे विचार करिया जा रहा है, उसके अनुसार इसको 
करुणरसके नामसे पुकारना ही ठीक है | इसी कारण 
महाकवि भवभूतिने कहा हे--एको रसः करुण एवं । 


6 


sal 


2 Ay | 


| 
[os 
[द्‌ 


ज्‌ 


यह जित्त खितिकी बात कही गयी है, वही सदुरुकी 
~ > न्मे आर हि प्र 

खिति है। दूरे डुःखस दुःखित हुए बिना करुणाका उद्य 
नहा होता आर करुणाके विना दूसरेका दुःख भी दूर नहीं किया 
जाता | जवतक दूसरा है, तवतक उसका दुःख भी है तथा 
उसका निइत्त करनेका प्रयोजन भी है और उसकी निवृत्ति 
जावड्यक हे । अतएव गुरुभावका योग भी स्वाभाविक है| 
अन्यबोध तथा अन्यका 
सका अस्तित्व भी उस 


किंतु पूर्वोक्त द्वितीय अवसाम यह 
हीं होती; परंतु समाधि या 


हुःखचबोध नहीं रहता | अतः ङः 
समय कल्पित होनेकी सम्भावना न 

समावेश दद्याक्रे कट जानेपर अपनी पूर्णतानुभूतिके भीतर ही 
गड अन्य या पर-ोध व्युत्थितके हृदयमें जाग उठता है । 
उस समय करणाका उद्रेक होता है । यही जीबन्मुक्त सह रुकी 
दशा है | जो जिस परिमाणमें श्रोभगबानूके अनुग्रह-वितरण- 








॥ 


# मानवता और उसका तत्व * 








रूपी इस महायज्ञ्म भाग ले सकते हैं, उनको उतना ही 
सौभाग्यवान्‌ समझना चाहिये । जिनकी करुणाका प्रसारक्षेत्र 
जितना अधिक होता दै, श्रीमगवानके साथ उनका तादात्म्य 
भी उतना ही गम्भीर होता है । 

एक प्रकारसे सुक्तपुरुष श्रीमगवानके साथ अभेदसै 
प्रतिष्ठित होनेपर भी दूसरी ओर देहावस्थामें किंचित्‌ भेद- 
विशिष्ट होनेके कारण करुणाके अधिकारके सम्बन्धमें भी 
तारतम्यविशिष्ट होते हैं | अपने स्वगत भावको जो परस 
स्वरूपमै विसजित कर सकता है, उसका कर्मक्षेत्र असीम हो 
जाता है । नहीं तो) जिसका क्षेत्र जिस परिसाणमें होता है 
उसे उसी परिमाणमें अनुग्रह-शक्ति अथवा सहाकरुणाका 
विस्तार करके अवसर ग्रहण करना पड़ता है | 

मनुष्य-शरीका गुरुत्व इतना अधिक है कि वह विश्व-गुरुके 
साथ अभिन्न होकर जबतक इच्छा हो, तबतक सिद्धस्वरूपमें 
विश्वणुरुके प्रतिनिधि अथवा परिकरक्े रूपें, ज तके सेवाकार्य 





हि मेको नियत रन लत 
या जीवके उद्घारकार्यमें अपनेको नियुक्त रख सकता है । 





SS क Se 


१५३ 





कहूना नहीं होगा कि यह सव महामायाकी नित्यलीलाके 
अन्तर्गत है | अतएव मनुष्यःदेइका गौरव केवळ ब्रह्मको 
प्रत्यक्ष जाननेमें नहीं दै, केवळ ब्रह्मानन्दा स्वयं भोग करनेमें 
नहीं है, बल्कि निर्विशेषरूप ब्रह्मानन्दको सबसे वितरण 
करनेका अधिकार प्राप्त करनेमें है। कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि देवताओंको भी यह अधिकार नहीं है, यहाँतक 
कि साधारण मुक्त पुरुषको भी नहीं हे | इस अधिकारकी 
प्राति जबतक पूर्ण नहीं होती ( अवश्य ही अपनी ओरसे है] 
तबतक आत्मा परमात्माके साथ अभिन्न होकर भी कुछ 
(युक्त रहता है | यह अवस्था दीर्घकालतक रह सकती है 
क्षणमात्रमै मी विलीन हो जा सकती है । सब कुछ 
धीन है । उससे स्वरूपकी हीनता या क्षुद्रता 
हीं होती | 

अतएव “सहापुरुषका संश्रय” भी मानवदेहकी महिमाका 
: परिचय नहीं है | “महापुरुष” पदें स्वयं प्रतिष्ठित 
होना भी सानवदेहमें ही सम्भव है | 

















( लेखक--डा० भ्रीक्षेत्रलाल साहा, एम्‌०ए०) डी०लिट्‌५ ) 


सानव-जीवनका उद्देश्य क्या है १ लक्ष्य क्या है? 
मानव-जीवन क्या हे १ इन सब प्रश्नेके साथ-साथ हमारे 
स्मृति-पथर्मे कुछ श्रति-वाक्य उदित होते हैं--- 
कि कारणं बहा कुतः स्म॒ जाता 
जीवास केन क च सरपतिष्ठा । 
अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु 
वर्तामहे '"" `` ` ****००० ००» ॥- इत्यादि 
. ये प्रश्न और भी सपष्टतररूपमें जिद्दासित हुए हैं 
केनोपनिषद्से-- 
केनेषित॑ पतति प्रेषित सन; 
केन प्राणः प्रथसः धौति युक्तः--इत्यादि 
हम कहसे आये हैं ! इम किस प्रकार जीवन धारण 
करें १ जीवनमै सुख-दुःखकी व्यवस्था किसने की ! मनकी 
बृत्तियोंके मार्गमे मनको किसने प्रेरित किया ? आद्य प्राणका 
संचारण ही किसकी शक्तिके द्वारा सम्पन्न हुआ ! 
इन प्र्ंके ऊपर ध्यान देनेसे हमारी समझमें आ जाता 
चाँदी है पर 
है कि मानव-जीवन केवळ घर-द्वार, सोना-चोँदी) रुपया-पैता; 


मान अं० ९७-- 


वन-सम्पततिके लिये नहीं हे । मानव-जीवन॒का तत्त्व बड़ा ही 
गहन और गम्भीर है । जीवनके सुख-दुःख, आशा-निराशा, 
उस्थान पतन) पाप-पुण्य आदि अत्यन्त ही गूढ और जटिल 
तत्व-समूह हैं | इन सब विषर्योकी जटिलताके भीतर प्रवेश न 
करके इस इस विषयपर सहज ढंगसे विचार करनेकी चेष्टा करेंगे | 
मनुष्य सुख चाहता है; परंतु पाता नहीं । सुख प्रेतदीप- 
के प्रकाशके समान है, वह मनुष्यको विपथमें ले जाकर विपद्ग्रस्त 
कर देता है । भारतीय दर्शन ढुःखको लेकर ही सब तस्वोंकी 
आलोचना करते हैं । सांख्यदर्शनमें कहा गया है--- 
दुःखत्रयासिवादास्जिञाला तदपघातके हेतौ । 

{न विषर्योका अति गम्भीरतापूर्वक निरूपण भीमद्भागवतमें 
हुआ दे । मजुष्य दुःख क्यों पाता है ! दुःख दूर करनेका 
उपाय झ्या है? नीचे एकादश स्कन्धका एक छोकांश उदक्त 
किया आता हे -- 

“अरब द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्‌०' (११।२। २७) 
--नीवनभे जहाँतक दुःख और दु्दशा दीख पढ़ती है, उन 
सबका मूल मय दै | अह्वितीयस्दरूप भगवानको भूळकर 
मनुष्य अन्यान्य नाना विषयोंमें नाना प्रकारखे अमिनिवि्ट 


१५४ ॐ मानच वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमाथेका # 


es 





हो जाता है और इसी कारण उसके जीवनमै दुरन्त दुःखकी 
घनघटा घनीभूत हो उठती है । वह परमेश्वरके ध्यान और 
थारणासे च्युत हो जाता हे । उसके जीवनकी सारी बातें 
विपरीत हो जाती हैं | वह दुःखको सुख समझता है । पापको 
पुण्य मानता है । अमङ्गल उसकी दृष्टिमे मङ्गल दीखता है 
कुत्सित सुन्दर दीखता है । उसके जीवनकी धुव-स्मृति नष्ट हो 
जाती है । भगवद्‌-विषयकों भूलकर) पारमार्थिक विषयको 
भूलकर वह मिथ्या-मिथ्या विषर्योमेश अनात्मःविषयेमि मत्त 
होकर असत्पथमे विचरण करने लगता है । मायाके प्रभावसे 
ये सारे अनिष्ट घटित होते हैं | मायाका प्रभाव अत्यन्त कठिन 
है । भगवदाश्रित व्यक्तिको माया प्रभावित नहीं कर सकती । 
भगवानसे विच्युत होकर ही जीवगण मायाके अधीन होते 
है । मायाके प्रभावको दूर करनेका एकमात्र उपाय है पुनः 
भगवत्पादपद्ममे आश्रय लेना । इसके लिये श्रीशुकदेवजीका 
उपदेश है--श्रीगुरुदेवको हृदयमें रखकर, गुरुदेवके बतलाये 
हुए मार्गपर चलते हुए भगवद्धजन करना । इम जिस प्रश्नको 
लेकर विचार करना चाहते हँ, एकादश स्कन्धके एक और 
शोकपर दृष्टिपात करनेसे हमको इस प्रश्नका उत्तर मिल जायगा | 
मानवःजीवनभे दो क्रियाएँ. होती हैं-दैहिक क्रिया और 
मानसिक क्रिया । परंतु यह छत अज्ञतामूलक है | दर्शनशास्त्रकी 
इष्टिसे देइ और मन एक दूसरेसे एथक नहीं हैं | इस बातको 
तनिक खोलकर कहना है । देह जीवनकी मूळमित्ति है । 
मन देहके ही अन्तर्गत है । देह चार प्रकारका है अथवा चार 
पृथक स्तरोमे अवस्थित दै | स्थूलदेह मांस, अस्थि, स्नायु 
और मजा आदिसे निमित है; इसीका 'भोगमन्दिरम्‌? कहकर 
निर्देश करते हैं तथा यह 'केवळं छुःखभोगाय नाडीसंतति- 
गुम्फितम! है । अर्थात्‌ प्रतिक्षण दुःखमोग ही इस देहका विशेषत्व 
है । सुख अस्थायी है । वह दुःखके द्वारको खोलकर 
चला जाता है । इस स्थूल-देहका ही दूसरा नाम है-- 
अन्नमयकोश्च । स्थूलदेहके बाद सूक्ष्मदेइ है? जिसका दूसरा 
नाम “आतिवाहिक? देह है । स्थूलदेहके समान ही सूक्ष्मदेह 
भी पाञ्चमौतिक है । सूक्ष्मदेह साधारण इन्द्रियोके द्वारा ग्राह्य 
नहीं होता । देदान्तके समय जब जीव परलोकके लिये गमन करता 
है, उस समय वह इसी सूक्ष्मदेहके साथ आबद्ध रहता दै । 
सूक्ष्मदेहके अन्तर्गत लिङ्गदेइ दै । यह लिज्ञदेद ही मनोसय- 
देह देश जिसे मानसदेइ मी कह सकते हैं और जो अठारह 
अज्ञांते परिपूर्ण होता है । पञ्चजानेन्द्रिय, पञ्चकमेन्द्रियश पञ्च- 
प्राण, अहंकार, बुद्धि और मन- थै ही अष्टादश अङ्ग है, 
जिनसे लिज्ञदेह गठित है । दूसरे मतसे पञ्जप्राणके स्थानमै 


erm पतन लाल 


पञ्चतन्मात्राएँ ली जाती हे; क्योंकि विधारणशक्ति पञ्च- 
तन्मात्राओकी ही होती है । लिङ्ग शरीर ही अन्तःकरणका 
आश्रय होता है | लिङ्ग-शरीर ही जीवनका मूल तत्त्व है, 
मूल व्यापार दे, मूल विषय है । पाप-पुण्य, सुस्व-दुःस्य 
उन्नति-अवनति) धर्म-ज्ञान, वैराम्य-ऐश्वर्य तथा अधर्म-अज्ञान) 
अवैराग्य-अनैश्वर्य--सभी लिङ्ग-शरीरके आश्रित हैं| लिङ्ग-शरीर 
ही मानवताकी केन्द्रभूमि है | मानवका छोटा-बड़ा होना; 
अच्छा-बुरा दोना, श्रेष्ठनिकृष्ट होना--सब कुछ ढिङ्गे- 
झरीरमें अङ्कित) परिमित तथा परिचित है | लिङ्ग-शरीरको हम 
जीवनका साधन ( 115६7५७९०६ ० 1110 ) कह सकते 
हैं । जबतक मोक्ष नहीं होता; तबतक लिङ्ग-शरीर रहता है । 
लिङ्ग-शरीर जबतक प्रक्ृतिम लीन नहीं होता, तबतक मोक्ष 
नहीं होता । 'ळयं गच्छतीति लिङ्गस्‌?--समस्त कामनाओं 
और वासनाओका अवसान हुए बिना लिङ्ग-दारीर छीन नहीं 
होता और लिङ्ग-शरीरके लीन हुए बिना मोक्ष मी नहीं 
होता । लिङ्ग-शरीर कारण-शरीरसे उत्पन्न होता है । वह सत्त्व- 
प्रधान, चित्खरूप) शान्त और निर्मळ होता है । 

वासुदेदाख्य भगवत्तत्व इसी कारण-शरीररूपी चित्त- 
क्षेत्रमे विभासित रहता है । इसी प्रसङ्गमें हम पञ्जकोशका 
उल्लेख करेंगे | चीन देशके एक विचित्र डिब्बेकी बात हम 
जानते हैं) जिसमें अनेक कोष्ठ होते हैं, जो एक दूसरेमें बंद 
किये जा सकते हैं । उसी प्रकार पञ्चकोश परस्पर समाबृत 
तथा संनिरुद्ध होते हैँ । प्रथमतः अन्नमय कोश है; जो वस्तुतः 
स्थूलदेह है | इस अन्नमय कोशमै संग्रद्दीत होता है प्राणमय 
कोश | अन्नमय कोशको इम भौतिक ढाँचा( ?1175101021091 
ऽ£६०८६७7९ ) कह सकते हैं | उसके भीतर विधत होता 
है प्राणमय कोश ( ५1६७) 5४५८६५7९ ), इसके भीतर समाबृत 
होता है मनोमय कोश । मनोमय कोशके अन्तर्गत विज्ञानमय 
कोश होता है । बुद्धि तथा पञ्च-ज्ञानेन्द्रियाँ विज्ञानमय कोशके 
उपादान दै | मनुष्यकी विवेक शक्ति, नीति, धर्म, पाप-पुण्य आदि- 
का विचार-विमर्श जिस शक्तिके द्वारा होता है तथा जिस शक्तिको 
अंग्रेजीमे “कान्शेन्सः ( 001502€1106 ) कहते दै-थे सब 
विज्ञानमय कोशके अन्तर्गत हैं | आनन्दमय कोश विज्ञानमय 
कोशके अन्तर्गत होता है | यह आनन्दमय कोश सत्त्वप्रधान 
होता है । रज और तम इसमें प्रायः लीन रहते हैँ । यही 
कोश मगवत्‌-अधिष्ठान है | मागवतर्मे कहा है-- 


यदाडुर्वासुदेवाश्यं चित्तं तन्महदुच्यते । 


अतएव हमको आनन्दमय कोश नाना नामाँसे अमिहित 


0 


है ! जीवनका क्या कर्तव्य है !? 


* मानवता और उसका तत्व % 








१५५ 


TTT TTT 


oN 


सिलता है | प्रथमतः यह आनन्दमय कोश है, द्विती 
चित्त है, तृतीवतः भगवत्‌ क्षेत्र है, चतुर्थः महत्तर 
व्यष्टिरूपमे जो महत्तच्व है, वही समष्टिरूपमें हिरण्यगर्भ है 
वही मूर्तिमान्‌ होकर ब्रह्मा, खुष्टिका बीज तथा सुष्टिकर्ता 
है | आनन्दमय कोश ही जीवके भीतर प्राकृतिक सीमा है। 
आनन्दसय कोशको पार करनेपर ही सच्चिदानन्दसय भगवानूका 
राज्य मिळता है | आनन्दमय कोशका आनन्द प्राकृतिक है । 
प्राकृतिक आनन्द सञ्चिदानन्दका आनन्द नहीं है | प्राकृतिक 
आनन्दका जो निर्मलतम आनन्द है, वही आनन्दसय कोश है। 


तः 
| 
| 


8 9 
A my XR 


देहोंका निर्माण करके 
स्‌ यल दह अध्य-मास- 
ख-यन्त्रणाका हेठु है | 
ळा भोग 


ये पञ्चकोश ही जीवके चार 
अवस्थित रहते हैं | इन चार देहोंमें 
शोणितमय और नितान्त नश्वर है; 
देहान्त होनेपर जीवके द्वारा असह्य कलेल 
होता हे; वह सूक्ष्मदेहमें होता है | सूद 
रक्त-मांस नहीं होता; परंठु वह अत्यन्त ढु;ख 
जैसे दुःखावह होता है, वैसे ही सुखावह भी 
जो सुख-दुःख-भोग होता है 
गुना अधिक होता है । मर्त्य-जीवनमै जब मनुष्य पाप-पुण्यका 
आचरण करता है; उस समय यह बात उसको याद रखनी 
चाहिये । इन पञ्चकोशान्तर्गत देह-मन-बुद्धि आदि तरवों- 
का विचार करनेपर “मानव-जीवन क्या है? तथा कैसा 
आदि विषय स्वतः ही प्रकाशित 
हो उठते हैं | जीवनकी उन्नति और अवनति, उत्थान और 
पतनकी क्या नीति है, यह हम अनायास ही समझ सकते हैं। 
इस विवेचनमें हमने एकादद्य स्कस्घके जिस एक इलोकका 
उल्लेख किया है, उसपर यहाँ कुछ विचार किया जाता है | 
इलोक यह है-- 














पकर स से Ss 
सदष्मदहसं उस संकड़- 


नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुळेभं 
झ्वं सुकल्पं गुरुळणेघारस । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 


पुमान्‌ भवाथ न तरेंस्स आत्महा ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । २० । १७) 
मनुष्य-शरीर ही सबसे आद्य देह है । सब देहोंका 
साचा ( 11०९ ) है । इसके नीचे इतर जीव-समूहके देह 


हैं । ऊपर उच्चतर देवादि जीवोंके देह हैं | सब देहोंका 


आदर्श है मानव-देह । अर्थात्‌ मानव-देह सर्वाङ्गसुन्द्रता 
( Perfection ) को प्राप्त होकर देवादि उच्चतर जीवोके 
देहमें परिणत होता है तथा वही मानव-देह अपभ्रंशको 








A 


मात होकर अन्य निक्कष्ट जीर्वेके देइमै परिणत होता है-- 
से पशु-पक्षी, सरीसुप आदिके देह । गदेहसे झुकदेवजीका 
अभिप्राय मनुष्यके चार प्रकारके देहसे ही है | बे कहते हैं कि 
मानव-देह जैसे सुलभ है, बैसे ही दुर्लभ भी है।जो लोग 
सेकड़ौ-हजारों जन्मोके बाद एक बार मनुष्य होकर जन्मते 
द्‌-मानव.देह प्राप्त करते हैँ, उनके लिये मानव देह सुलभ 
हो गया है; क्योंकि प्रायः मनुष्य भरनेके बाद मनुष्य होकर 
ही जन्म ग्रहण करता दै, यद्यपि ऐसा नियम नहीं है । परंतु 
चठुष्पद और सरीसुप आदि देहके लिये मनुष्य-देह अति 
दुर्लभ है | हम कितने लाख जन्मोंके बाद फिर मनुष्य होंगे 
-सनुष्य-देह प्राप्त करेंगे, इसका कोई निश्चय नहीं है । 


उदेहका दूसरा विशेषण है “सुकल्प? | प्रथम विशेषण है 
आद्य, द्वितीय सुलभ तृतीय दुर्लभ और चलुर्थ सुकल्प । 
सुकल्प?का अर्थ है सर्वतोभावेन सुयोग्य (10117 competent) 
और सुदक्ष । जीवनका सम्पूर्ण कार्य इन चार देहोंके द्वारा 
साधित होता है । देहधारी जीबके लिये ऐसा कोई कार्य, ऐसा 
कोई विषय अथवा ऐसा कोई व्यापार नहीं, जो सम्पन्न न 
हो सके | बह आकाशमै उड़ सकता है, समुद्रतलमे पेठकर 
सोती ला सकता है, अपने कमरेमें बैठा हुआ आकाशचारी 
ह-नक्षत्रोके मङ्गल-अमङ्गलजनक प्रभाबाँका हिसाब-किताब 
कर सकता है | परंतु मानव-देइकी सर्वोपरि शक्ति, सर्वोत्कृष्ट 
योग्यता यही दै कि वह अगाध भवसिन्धुको पार कर सकता 
है । यह एक सुचारु, सुगठित, सर्वभारवहन करनेमै समर्थ) 
सुदृढ़ नौकाके समान अगाध समुद्रे कार्य कर सकता है । 
(छुवे झुकर्पस्‌?~भगवानूने इस देहकी सृष्टि करके 
इसके द्वारा देहधारीको भवसागर पार करानेकी सारी व्यवस्था 
कर रखी है | गुरुदेव डॉड़ पकड़े देठे हैं। “पुव खुकल्यं 
गुरुकणेधारसम्‌?--करुणामय भगवान्‌ चिरकालसे ही देहरूपी 
नौकाका पाळ तानकर अनुकूल वायु बहानेके लिये प्रस्तुत हैं । 
जीव पार होनेके लिये उत्सुक होकर, आकर नौकामें बैठ 
जाय और एक बार कह दे- “है कृष्ण ! करुणा करके 
पाळ उठा दो और अनुकूल वायु प्रवाहित करो । गुरुदेव ! 
डॉड़ पकड़कर नौका चलाओ । भवसिन्धु मेरे लिये ढुःखसिन्धु 
हो गया है, कृपा करके मुझको पार करो | चिन्मय आनन्द 
और उज्ज्वल आलोकके तटपर मुझे उतार दो ।? सर्वान्तःकरणसे 
जो भगवानूसे यह प्रार्थना करेगा, वह अनायास ही भवसिन्धु- 
से पार हो जायगा | यदि वह ऐसा नहीं करता--ऐसी सुयोग- 





१५६ 

सुविधाका, करुणासयके इतना आग्रहका, इतने आयोजनका 

यदि लाम नहीं उठाता तो वह निश्चय ही आत्मघाती है- 
उमानू अवाब्धि न तरेत्स आत्महा । 





शस पकार भागवतके दो इलोकोकी समीक्षा की गयी 
इससे 'मानव-जीवन क्या है ! सानव-जीवनका कतेव्य क्या है? 
जीवनका कल्याण किसमें है १ परम पुरुषार्थं क्या है तथा 
केसे प्राप्त हो सकता है? इत्यादि विषयोंका सुनिर्मल आमास 
हमें मिला । मानव-जीबन ढुःख और दुर्दशासे परिपूर्ण ह 
कुःखाज्यमशाश्चतम्‌ । हसं प्राप्य मजस्व मास्‌ ॥ 

भगवद्धजन जीवका सर्वोपरि कर्तब्य है । परंतु मगवद्धजन 
सहज होनेपर भी मायाके प्रभावसे दुरूह हो गया 
सावाके प्रभावका खण्डन ढरनेके एव्‌ 
उपाय है--एकान्त मनसे मगवदाश्रय ग्रहण करना; 
परंतु भगवदाश्रय ग्रहण करनेक्री सुमति और सत्पबृत्ति 
सबमें नहीं होती तथा सब समय नहीं होती | यह मानव- 
जीवनको उच्च भूभिकाओंकी क्रिया है । अबतक उसी 
उच्च भूमिकाकी बात कुछ कही गयी है | अब एक बार 
यत्किचित्‌ नीचेकी ओर दृष्टि लौटाइये | 


मगवद्भक्तिकी साधना उच्च भूमिका मुख्य व्यापार है। 
यही पारमार्थिकता तथा परम पुरुषार्थका अनुसंधान है। 
भक्ति सबके चित्तमै प्रतिमात नहीं होती | उन सब चित्तीके 
लिये शास्त्रने शान-विज्ञान तथा अद्वेतकी साधना और ब्रह्म- 
सायुज्यका विधान बतलाया है | ये सारी उच्च भूमिकाकी बातें 
हैं। परंतु संसारमै सहस्रो लोग हें, जिनका मन इनमेंसे 
किसीमै भी नहीं लगता | वे मायामुग्ध तथा मायाबद्ध जीव 
हैं | उनके जीवनकी कस्याणताधना किस प्रकार होगी ! 
विषर्योकी ध्यान-धारणा करनेसे विषयोमे आसक्ति पेदा होती 
है, आसक्तिसे दुर्दान्न काम और कामनाकी उत्पत्ति होती 
है। काम ही रूपान्तरित होकर क्रोधमे परिणत होता है । षते 
मोहको उत्पत्ति होती है; पूर्ण मुग्धता आ जाती है | मोहसे 
जीवनके कल्याणकी स्मृतिका सूत्र छिन्न हो जाता है। 
स्मृतिके छिन्न होनेसे बुद्धि भी छिन्न-मिन्न हो जाती है। बुद्धिके 
छिन्न-मिन्न हो जानेपर मत्युका- सर्वनाशका प्रभाव घेर लेता 
है । इस प्रकार हम देखते हैं कि विषय-मावना तथा जडका 
चिन्तन प्रकारान्तरसे मृत्युकी साधना है | चाहे जो भावना 
हो; चाहे जो साधना दोश उसका एक लक्ष्य रहेगा ही | 
उस लक्ष्यको लक्ष्यरूपमें जानें या न जानें; वह या तो मृत्यु 





है । 
लिये एकमात्र 





«प्न ट IN १४५ शे प्र fe प्रमाथक 
कै मानव बही जो साथ तज होता एथिक प्रमार्थका + 





Mo 


2002 


है या अमृत है | इन. दोनों लक्ष्योंके सिवा एक तीसरा लक्ष्य 
भी है | लक्ष्य जार ही लोग उसका अनुशीरून करते है 
वह है पुण्य, जिसके द्वारा खर्ग-सुखकी प्राप्ति सम्भव होती 
है । जडकी साधना वस्तुतः कोई चाहता नहीं । शारीरिक 
अर्थात्‌ इन्द्रियादिकी जड शक्ति इन्द्रियोंकी परितृप्ति, 
छोडुपता आदि मोहमय रूप धारण करती है | सुख-सम्भोगकी 
तीव्र आकाङ्का अन्तःकरणमे जाग उठती है, उसके सिवा 
और कुछ अच्छा नहीँ लगता | इस आकाङ्काके अधीन होना 
और मृत्युके जाळमें जकड़ना एक ही बात है | इस आकाङ्कासे 
जकड़ा हुआ जीवन, इस कामिनी-काञ्चनकी काअनासे विळलित 
जीवन वस्तुतः मानव-जीवन नहीं है। यह मानवक 
आकारमे पश्चुजीवन भी नहीं दै; क्योंकि पशुके जीवनः 
की लालसा सीमाबद्ध _होती है और मानव-जीवनकी लालसा 
संमाहीन । मानवका काससय जीवन पञ्चके जीवनसे मी 
निकृष्ट होता है | पशुके जीवनमै उच्च प्रद्रसि कुछ नहीं 
होती । सनुध्यके मनमै सत्र प्रकारकी समुच्च प्रदकत्ति होती है | 
तथापि उसके अनुसरणकी सारी शक्तिको पददलित कर 
मनुष्य पञ्॒से भी हीन बनकर जो कासकी साधना करनेके 
लिये उन्मत्त हो उठता है; इससे बढ़कर जीवक अधःपतन 
और क्या हो सकता है ! कामकी साघनाका अर्थ हे --मृत्युकी 
आना | मृत्यु हम नहीं चाइते । मृत्युसे छुटकारा पानेके 
लिये कामकी अघीनताका परिहार करना पड़ेगा | कामाधीनता 
एक क्षुद्र स्वार्थपरता है । स्वार्थ अनेक प्रकारका होता है। 
उनमें निकृष्टतम इन्द्रिय परिव्रतिकी लाललारूप स्वार्थ है, 
जो सबके लिये अकल्याणका हेतु है । 

, भानव-जीवनकी दो प्रधान भावना हैं---स्वार्थभावना 
और परार्थभावना | परार्थभावना मङ्गला निधान है। 
स्वाथभावना जिस प्रकार अन्तःकरणको संकीर्ण और निकृष्ट 
बना डालती है, परार्थभावना उसी प्रकार मनोबृत्तियोंको 
उदार, उन्मुक्त और 














Ue प्रति एक प्रकारका लघु विद्वेप अनुभव 
करते हैं। ५ न हीनेपर भी अग्रीतितो होती ही है। उन सब 
लोगोंकी स्वा मगवद्धावनामै परिणत करना प्रायः 


असम्मव है | खार्थके नरकसे उनका उद्धार करनेका एक 
उपाय है और वह है 


“परार्थमावना?, परहितकी एषणा; 
तत | यह संसार ढुःखमय है, ताप-संतापमय 


४ Y 


= 


9: मानवता और उसका तत्त्व % 


१५७ 











है--यह समझनेके लिये कोई चेष्टा आवश्यक नहीं होती । 
हमारे किसी दुःखको यदि कोई दूर कर दे तो हमें परम 
परितृत्ति होती है। हम यदि दूसरोंके दुःखको दूर करें, दूसरोंके 
सुखमें आनन्दका आभास देखें तो हमको हृदयमें आनन्द 
का अनुभव होगा, हम अपने ह्ुदयमे विशुद्धताका अनुभव 
करेंगे, अन्तःकरण प्रसन्न हो उठेगा | हम अविलम्ब समझ 
सकेंगे कि परहित-साधन उच्चकोटिकी मानवताके स्फुरणका 
प्रधान उपाय है | दूसरोंकी मलाई करते-करते चित्तमें एक 
अपूर्व प्रसन्नता जाग उठेगी | भीतर एक उज्ज्वल विशालता 
खिल उठेगी | बहुत दिनोंकी इकट्ठी स्वार्थबुद्धि धीरे-धीरे 
संकुचित हो जायगी । 

मनुष्यत्व और पञुत्वमें चाहे कितना ही भेद दो) उनमें 
मुख्य भेद यह है कि मनुष्य दूसरोंके दुःखमै दुःखका अनुः 
भव करता है | अन्य किसी जीवमे यह अनुभव-शक्ति नहीं है । 
यह 'पर-दुःख-कातरता? तथा “पर-सुखमें सहृदयता? ही मनुष्यका 








सर्वप्रधान मनुष्यत्व तथा मानवकी सबंप्रधान मानवता है | 
परदुःखकातरता, यहद दया नामक सुदिव्य सद्गण, यह 
कोमल करुणा, जो पुण्य नेत्रॉमें मङ्गलाश्रुके बह्‌ 
ठती दै, यही यथार्थ मनुष्यत्व हो | यही सच्ची मानवता 
है । इसी कारण अंग्रेजीमे सहृदयता, दया; सहानुभूतिको 
Huma1|t9 अर्थात्‌ “मानवता? कहते हैं | Humane 
शब्दका अर्थ है “सदय? । सहानुभूति और दयासे सारे तदुणोक 
उत्पत्ति होती है | इधर भी हम देखते हैं कि परोपकार-ब्रतमें 
निरत रहनेपर नाना प्रकारके सदुर्णोका अनुशीलन करनेकी 
प्रवृत्ति चित्तमें जाग उठती है । इसी कारण नीतिधर्ममें द्वादश 
नीतियोँमे प्रथम नीति है दया | उन द्वादश नीतियोंको दया- 
दान, यम-नियम आदिके नामसे पुकारते हैं। मनुष्यसे 
ग्रेस करनेपर, मनुष्यका हित-साधन करनेकी चेष्टा करते- 
करते अन्तःकरणमें सारे सदुणोंकी स्फुरणा होती है । जीवके 
प्रति दया ही उज्ज्वल होकर, उन्नत होकर; दिव्यभावको प्राप्त 
होकर भगवानूके प्रति भक्तिमें परिणत होती है । 


बौद्धधर्ममे भगवान्‌ नहीं हें और भक्ति मी नहीँ है । 
किंठु अप्रतिहतबुद्धि त बुद्धदेवने भगवान्‌ और भक्तिके स्थानमें 
स्थापित किया है अहिंसा और दयाको, जीवके प्रति करुणा 
और मैत्रीको | उन्होंने बतलाया दै कि परार्थभावनामें तथा पर- 
दुःखम दुःखकी अनुभूति करनेमे सारे सद्गुण निहित दै 
उन्होंने देवत्वको हटाकर उसके स्थानमै मानवताको स्थापित 








किया था । जैनधर्म प्रवर्तक महावीर स्वामीने मी यही किया 
है । दूसरोंके दुःखमें *दुःखानुभूति और परदित-त्रतको 
उन्होंने धर्मकी मूलभित्तिके रूपमै प्रतिष्ठित किया है । 


नीतिधर्मकी द्वादश नीतिका उल्लेख ऊपर किया गया है । 

यह पातञ्जल-दशनका प्रारम्भिक विषय है। पतञ्जलि सुनिने 
अपने दर्शनमें दस नीतियोंका उल्लेख किया है । पतञ्जलि 
ऋषिने इन नीतियोंको सार्वभौम कहा है । विश्वके प्रत्येक 
मनुष्यके लिये ये नीतियाँ आवश्यक हैं प्रत्येककरे लिये पालनीय 
› प्रत्येकको इनका अनुशीलन करना होगा । इन नीतिर्योके 
ऊपर ही मनुष्यका मनुष्यत्व तथा मानवकी मानवता प्रतिष्ठित 
है । प्रथमतः अहिंसां ही सब धर्मोका मूलतत्त्व है | अहिंसा ही 
मानवताका प्रथम अङ्ग है । इस अहिंसापर ही बुद्धदेवका 
धर्म अवलम्बित है । अहिंसाके द्वारा ही महावीरके जैनधर्मकी 
विजयपताका जगतूमें फहरायी है । ईसाके धर्ममै भी अहिंसाका 
स्थान अति उच्च है | ऐसा कोई धर्म नहीं है, जो अहिंसाकी 
प्रशंसा और आदर न करता हो । अहिँसाके बाद है सत्य?) 
जिस सत्यके सम्बन्धमें कहा गया है- “न हि सत्यात्परो 
धर्मः ।? यहाँ उसी सत्यका स्थान है और अहिंसाके बाद 
आनेपर मी सत्य ही सब नीतिधर्मकी तथा भागवत-धर्मकी 
आदि सित्ति है । स्वयं श्रीमगवान्‌ सत्यस्वरूप हैं । एक छोटेसे- 
छोटा कीट भी सत्यमें प्रतिष्टित है । सत्यमें ही विश्व विधत 
है । सत्यके बाद आता है “अस्तेय? । परधनको आत्मसात्‌ 
करनेकी प्रइत्तिको जो शक्ति दमन करती है, उसका नाम 
“अस्तेय? है । यह नीतिधर्मका एक मुख्य अङ्ग है । इसके 
पश्चात्‌ आता है 'ब्रहाचर्य? | जिसके ऊपर मानब-चरित्रकी 
प्रतिष्टा था जिसके बिना चरित्रगठन असम्भव है । 
चरित्रका सारा सौन्दर्य ब्रह्मचर्यसे आता है । तत्पश्चात्‌ 
“अपरिग्रह? आता है । जीवन-घारणके लिये जो आवश्यक है, 
उसके अतिरिक्त कुछ ग्रहण न करना 'अपरिग्रह? है। 
अपरिग्रह वैराग्यका उद्वोधक है । एक प्रबल शक्ति, जिसमें 
इन पाँचोंका समावेश होता है, 'यम?के नामसे पुकारी जाती 
है । बाह्य जगतूके साथ मनुष्यका जो नाना प्रकारसे सम्बन्ध 
होता है, आदान-प्रदान होता है, ये पाँचौं नीतियाँ उन सारे 
सम्बन्धको नियमित करती हैं । 


इनके सिवा पाँच और नीतियाँ हैं, जो सभी अन्तरङ्ग हैं-- 
मनुष्यके अन्तर्जीवनके विषर्योको नियमित करती हैं | बहि- 
जंगतूके आथ इन नीतियोंका योगायोग नहीं होता । इन पाँच 








२५८ 


नीतियोंकी “नियम” कहते हैं | धरम? जिस प्रकार बहिजींवन- 
विषयक है, उसी प्रकार “नियम” अन्तर्जीवन-विषयक है | उन 
पॉचोंमे प्रथम नीति “तप? है | जिस अध्यात्मशक्तिके द्वारा 
देहिक और मानसिक शक्तियोंको सुसंगत, सुसंयत तथा 
पूर्णरूपसे वशीभूत रक्खा जाता दै, उसीका नाम “तपः है । 
इसको अंग्रेजीर्म Power ०1 Spiritual Continence 
कहते हैं । इसके बाद आता दै--“शौच? । “शौच” दैहिक और 
मानसिक शुद्धता और निर्मळताको कहते हैं । शौच एक 
नेतिक और आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके द्वारा जीवनकी सब 
प्रकारसे विशुद्धि होती है | जीवनमै जितनी अशुद्धि है, वह 
मुख्यतः कामना, वासना और लालसासे आती है | अतएव 
शौच वैराग्यका सहायक है | जीवको उन्नत बनानेके जितने 
भी उपाय हैं, शौच भी उनमेंसे एक है । शौच कामवासना 
और भोगवासनाका विरोधी है । तृतीय नीति है “संतोष? | यह 
वस्तुतः निलोमता और अलोडपताका पर्याय है । संतोष 
जीवनमै एक परम सम्पत्ति है | यह मणि-मुक्ताकी अपेक्षा भी 
श्रेष्ठ है | चतुर्थ नीति है--'सखाध्याय? | स्वाध्यायका अर्थ है--- 
वेद-वेदान्त, गीता-मागवत आदिका अध्ययन | यह प्राण 
और मनको उन्नत और उज्ज्वल करता है; उदार और 
उन्मुक्त करता दै, ज्ञानालोकके अनेको झरोखे खोल देता 
है । स्वाध्यायकी शक्ति और महिमाका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । स्वाध्यायके बाद इश्वरःप्रणिधानः आता है । 
पातञ्जल-दर्शनमै ईश्वरका उल्लेख यहीं आरम्म होता है और 
यहीं समाप्त हो जाता है । सांख्य-दर्शनमें इसकी अपेक्षा 
कुछ अधिक उल्लेख दै; यद्यपि अश पण्डितवर्ग सांख्यको 
“निरीश्वर? विशेषण देते हैं, परंतु वह आ्रान्ति है । सांख्य- 
दर्शनमें निविड़ और निगृढ़भावसे ईश्वरका उल्लेख है । 
मनुष्यको मनुष्य बननेके लिये यम-नियम और दया- 
दानके कल्पतरुके नीचे आश्रय ग्रहण करके शक्ति प्राप्त करने- 
की चेष्टा करनी होगी । इन नीतिर्योका प्रयोग यदि जीवनमै 
ठीक-ठीकसे दो तो जीवनकी सारी नैतिक आघिव्याघि दूर हो 
जायगी । सारी दुर्बलताओंके स्थानमें शक्तिका आधान दोगा । 
सारी अशुचिता, सारी अपवित्रता, सारी मलिनता धीरे-धीरे 
धुळ जायगी | मानव देहमेंश मनमै दिव्यताको प्राप्तकर, 
सर्वाङ्गसुन्दर रूप और सब प्रकारके गुणोंको प्राप्तकर जीवन- 
की अतिमानुप्रिक भूमिकी ओर अग्रसर होगा | 
ये दया-दान और यम-नियम ही श्रेष्ठ मानवताकी साधना- 





% नच चही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 
न ¥1 1 





के अन्तिम उपाय नहीं हैं, इनके सिवा दूसरे भी उपाय हैं । 
गीतामें तेरहवें अध्यायके पूर्वास वर्णित नीतियाँका यहाँ 
यत्किचित्‌ उल्लेख किया जाता है । वहाँ जो बीस अवयवोंसे 
युक्त ज्ञानकी बात कही गयी दे, हमें उसी ज्ञानका अर्जन करना 

होगा | उस ज्ञानमें मनुष्य बननेका तथा मनुष्य बनकर 
देवता बननेके श्रेष्ठ मार्गका निर्देश है | “ज्ञान? शब्दसे हमारा 
अभिप्राय विज्ञानरूपी शानसे है, जिसको अंग्रेजीमे 2०5४74८६ 
1110918020 कहते हैं; परंतु गीतामें जो ज्ञान वर्णित 
है वह दिव्य चरित्रके निर्माणका प्रवर्तक है । उसके द्वारा निर्मल) 
उज्ज्वल, अभिनव) शक्तिमान्‌ मन; बुद्धि और चित्तका गठन 
होता है । अन्तःकरण आलोकित हो उठता है | उस ज्ञानका 
प्रथम अवयव “अमानित्व” है | उस ज्ञानके होनेपर में जज 
हूँ, में मैजिस्ट्रेट हूँ, विद्वान्‌ हूँ, बुद्विमान्‌ हुँ, ब्राह्मण हूँ; 
अधिकारी हूँ, मन्त्री हूँ या साधक हूँ--इत्यादि कोई भी अभि 
सान न रहेगा | चित्त विनयी, नम्र और विमल हो जायगा । 
दूसरा अवयव है-“अदम्मित्व” । चाहे जितनी ही ज्ञान-विद्या» 
घन-सम्पत्ति रहे, इसके साधनसे मनमै दाम्मिकता न रहेगी। 
सारा दिखावा दूर हो जायया । तीसरा अवयव है---“अहिंसा?। 

अहिंसाका यमके रूपमें हम पहले उल्लेख कर चुके हैं । यहाँ 
शानकी घारामै उसका पुनः उल्लेख हुआ है | चौथा अव- 
यव है “क्षान्तिः । क्षान्तिके दो अर्थ हैं--एक है क्षमा, 

और दूसरा यह कि चाहे जो कुछ हो, मुझे चिन्ता नहीं करनी 
है | इसीको अंग्रेजीमे (९ ९5४९४०(४०॥ कहते हैं। पॉचवा अवयव 

हे--आर्जव? अर्थात्‌ सरलता | मन; वाणी और कर्ममें 
एक--रहना सरलता कहलाता है | छठा है भाव 'गुरुसेवा!; 
गुरुकी उपासना । सातवाँ है- शौच”, जो नियमके 


अज्ञके रूपमें पहले ही आ चुका है । आठवाँ . 


है--'स्थैय--स्थिरता । प्रतिक्षण चञ्चलता, जीवन- 
पथमे परिवर्तन पापतुल्य है; इसको रोकना पड़ेगा । 
स्थिरता और धैर्थका अवलम्बन करना होगा | जीवनका लक्ष्य 
स्थिर रखना होगा । चाहे कितना ही कठिन हो, कितना ही 
छैशकर हो, जो कार्य आरम्भ कर दिया है, उसको करते ही 
जाना--इसका नाम है स्थै | नवा है “आत्मविनिम्रह? 
अथात्‌ आत्मसंयम | चरित्रकी मुख्य नीति आत्मसंयम 
ही है । चित्तके विकार एकके बाद दूसरे नदीके 


तरङ्गके समान आते ही रहेंगे, उनमें प्रवाहित होनेसे 
काम नहीं चलेगा । विकारोंके बेगको रोकना पड़ेगा | 


न और 
तक और युक्तिके द्वारा वासनाओंका त्याग करना पड़ेगा | यही 


। / 


मानवता और उसका तरव १५९ 








आत्सविनिग्रहहै । दसवाँदै इनिद्रय्थेछु वैराग्यस्‌ । यही यथार्थ 
वैराग्य है । शब्द, स्पर्श) रूप, रस; गन्ध आदिके प्रति जो पञ्चे- 
न्द्रियौंकी लालसा है; उसका दमन करना होगा | अतएव ये 
सभी अनात्मवस्तु हें; सभी अशुचि हैं, सभी मोहमय हैं, 
सभी परमार्थविरोधी हैं, इनको में बिल्कुल ही नहीं 
चाहता--इस प्रकार इन सबकी विषवत्‌ त्यागना होगा । 
ग्यारहवाँ हे--'अनहंकार! । अहृक्लार सब अनर्थोका मूल है । 
सारे पापोंका उतपत्तिस्थान है | अहंकारका परिहार करना होगा । 
अहंकार दूर होनेपर भगवद्धावना सहज हो जायगी । तत्पश्चात्‌ 
बारहवा हे--जन्मस्त्युजराज्याधिदु रनदाषानुदशानस [| 
जीवनमै दुःखका अन्त नहीं है । दोषका अर्थात्‌ पापका 
अन्त नहीं है । व्याधि--पीड़ा पुनः-पुनः आती है । बुढ़ापेकी 
दुर्दशा चारों ओर दीखती है । मृत्यु निश्चित है | पुनः जन्म 
और पुनः मृत्यु--इत्यादि जीवनके व्यापारको ध्यान देकर 
देखना होगा | ये सब कुछ हमारी ऑखोके सामने आभासित 
ही रहे हैं | हम अंधे हैं, मूढ़के समान कुछ भी नहीं देखते; 
कुछ मी नहीं समझते | ऐसा होना ठीक नहीं । यह अज्ञान है । 
तेरहवाँ है क्ति? अर्थात्‌ साधारणतः विषयोंसे वेराग्य-- 
अपारमार्थिक) अनात्मविषयमें उर्पेक्षामाव | चौदहवाँ है--स्त्री- 
पुत्र-कन्या-यह आदिमें अनासक्ति । अर्थात्‌ इन सबमें जो सन 
मग्न रहता है; वह अनिष्टकर है | इसकी निवृत्ति आवश्यक है | 
पंद्रहवा है-नित्य समचित्तता । “जीवनमै इष्ट और अनिष्ट; ईप्सित 
और अनीप्सित प्रतिक्षण आते ही रहेंगे। इन सबमें समचित्त 
रहना । इनके द्वारा चित्त सदा ही चञ्चल होता रहता 
है, इस चञ्जलताको कदापि न होने देना । यही समचित्तत्व 
है । निर्विकारता और समचिचताका अभ्यास करना होगा । 
सोलहवाँ है--“भ्रीमगवानमें सुटढ़ा अर्किचना अव्यभिचारिणी 
भक्तिः | यही ज्ञानका सुगम्मीर आश्रय दै, यह जीवनमें 
सर्वोपरि वाञ्छनीय वस्तु दै । भक्ति ज्ञानका केवळ अङ्गमात्र 
नहीं दै; यह ज्ञानकी भित्ति है, ज्ञानकी प्रतिष्ठा है । सत्रहवाँ 
डरै निर्जन खानमै वास करना | इस जीवनमै अध्यात्म- 
प्रबृत्ति तथा पारमार्थिक भाव जितने ही प्रबळ होंगे, उतना 
ही इमें निर्जन स्थान प्रीतिप्रद जान पड़ेगा तथा जन-समागस 
अप्रिय जान पड़ेगा | यही है अठारइवाँ अङ्ग-जन-समाजसे 
अप्रीति | डन्नीसवा--अध्यात्मक्जानानुसंघान प्रतिक्षण होता 











रहेगा । तत्पश्चात्‌ बीसवॉ--तत्त्वशानार्थकी उपलब्धि ही नहीं 
होगी, बल्कि वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होगा । 


यह जो बत्तीस ( २०--१०--२) ज्ञान-विज्ञान तथा नी तिधर्म- 
के अवयरवोके विषयमें उल्लेख किया गया, यह केवळ विज्ञानतः 
जन मात्र नहीं हैं । ये चित्त और चरित्रको क्रमबद्धताके साथ 
निमाण करते हैं । इटके ऊपर इट रखकर सिमेंट देकर राजमिस्त्री 
जैसे प्रासादका निर्माण करता है, यह चरित्रनिर्माण भी उसी 
प्रकार होता हैं | उपर्युक्त रीतिसे उपादानोंके द्वारा जो चरित्रगठन 
दोगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी । वह चुटिहीन और 
निर्दोष होगा और प्रबल शक्तिशाली होगा | वह अनिवार्य- 
रूपसे तेजस्वी होता है । इसी चरित्रके भीतरसे श्रेष्ठ मानवता 
प्रकाशित होती है । श्रेष्ठ मानव; अतिमानवको प्रकट करनेका 
कोई दूसरा उपाय नहीं है । 





मानव छोटे-से-छोटा .होता दै, दुर्बळ-से-दुर्बल होता हैः 
निक्ृष्ट-ले-निकृष्ट होता हे- क्षुद्र खार्थपरताके कारण, इन्द्रिय 
वृत्तियोकी चरिताथताके लिये जडामिनिवेशके कारण | जिस 
प्रणाळीसे चरित्रगठनके उपायोका ऊपर निर्देश किया गया है, 
उसमें जीवनके इन सब पापोका प्रवेश असम्भव हो जायगा । 
भोग-लाळसा आदि दोघ हृदयमें जाग न सकेंगे । उपर्युक्त 
पुण्यमयी नीतियोंके पुण्यप्रभावसे अन्तःकरणके आध्यात्मिक 
सत्त्व सुवर्णमय हो जायेंगे; कभी नष्ट्भ्रष्ट न हो सकेंगे । 
चिरंतन बने रहेंगे । 


ये बत्तीस नीतियाँ यदि जीवनमै किंचिन्माच मी यथार्थ- 
खूपसे आ जायँगी तो जीवनमै अमङ्गल दूर हो जायँगे और 
यदि अधिकांश या समग्ररूपसे आ जायँगी तो मानव सर्वसम्पदाका 
अधिकारी हो जायगा । इनमें सर्वप्रधान भगवद्भक्ति है, 





द्वितीय दै अद्वैत ज्ञान तथा ब्रह्मसायुज्य मुक्तिकी योग्यता | 





तृतीय है जगन्मङ्गलमय महान्‌ पुरुषोंके कार्योका अंश ग्रहण 
करनेकी प्रबल प्रदत्ति) अर्थात्‌ सर्वतोभावेन परहित-ब्रत ग्रहण 
करनेकी ऐकान्तिक इच्छा । मानव-जीवनके प्रबल शरु हैँ 
इन्द्रियमोगकी वासना, तज्जनित स्वार्थपरता तथा तज्जनित 
जड विषयोंकी अधीनता । ये सब्र धीरे-धीरे नष्ट हो जायेंगे 
और जीवन ज्योतिर्मय तथा आनन्दमय हो उठेगा । क्रमशः 
उत्कृष्टतर मानवताका स्फुरण होगा ओर धीरे-धीरे उसका 
पूर्ण प्रकाश होगा । भीकृष्णापंणमस्त्ु । 











-+--75७६.७४९०--- 











१६० * सानव वही जो खाथे तज होता पथिक परसार्थका % 


















आदर्शं आतिथ्य 
मयूरध्वजकी अभूतपूर्व अतिथि-सेवा 

महाराज युघिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञका अश्व श्रीकृष्णाजुनके संरक्षणमें था, उधर उसी समय रत्नपुराधीश्वर 
महाराज मयूरध्वजका अश्वमेधीय घोड़ा भी निकला था | मणिपुरमें दोनोंका सामना हो गया । ताम्रध्वज अजुनको 
पराजित करके दोनों अश्ोंको अपने पिता मयूरध्वजके पास ले गया | मयूरध्वजको इससे कष्ट हुआ; क्योंकि वे 
श्रीकृष्णके परम भक्त थे । अञ्न मूरच्छासे चेत करनेपर धोड़ेके लिये विकल हो उठे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मण गुरु 
बने और अजुनको शिष्य बनाकर मयूरध्वजके पास गये । राजाके पूछनेपर बताया गया कि सिंहने इनके पुत्रको 
पकड़ लिया है । सिंह किसी प्रकार भी उसे छोड़नेपर राजी नहीं हुआ | अन्तमें वह इस बातपर राजी हुआ हे 
कि “यदि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नताके साथ अपने दाहिने अड़को अपनी रानी तथा राजकुमारके द्वारा चिरवाकर 
दे दें तो मैं तुम्हारे पुत्रको छोड़ सकता हूँ ।' 


उदार राजा मयूरध्वजने प्रसजतासे अपना दक्षिण अङ्ग देना खीकार किया । दो खंभोंके हचमें 
“गोविन्द-माधव-मुकुन्द! नामोच्चारण करते हुए राजा बैठ गये | राजाके आज्ञानुसार रानी तथा पुत्र ताम्रध्वज आरेसे, 
उनको चीरने लगे । जब शरीर चीरा जा रहा था, तब मयूरध्वजकी बायीं आँखसे आँसूकी बूँद टपक पड़ी | 
इसपर ब्राह्मण-वेशधारी भगवानूने कहा--“राजन्‌ | मैं दुःखपूर्वक दी इई वस्तु नहीं लेता |! तब राजा बोले... 
“महाराज ! आँसू निकलनेका यह भाव नहीं है कि शरीर कटनेसे भुझे दुःख हो रहा है । बायें अङ्ोंको इस 
बातका दुःख है कि वे दाहिने अङ्गोंके समान ब्राह्मणके काममें आनेका सौभाग्य प्राप्त न कर सके । इसीसे बायीं 
आँखमें आँसू आ गये । 





राजाकी बात सुनते ही श्यामसुन्दर शह्ल-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भजरूपमें प्रकट हो गये । उन्होंने 
अपने अमृतमय कर-कमळसे राजाके शरीरका स्पर्श किया । स्पर्श करते ही वह पहलेकी अपेक्षा अधिक सुन्दर, 
तरुण और पुष्ट हो गया । राजाको भगवानूने निश्चल प्रेम-प्राप्तिका वरदान दिया । राजाने कह।--'प्रभो ! ऐसी 
कठोर परीक्षा किसीकी न की जाय |? अन्तमें तीन दिन उनका आतिथ्य खीकार करके घोड़ा लेकर 
श्रीकृष्णाजुन वहाँसे चले गये | 


रन्तिदेवकी विलक्षण अतिथि-सेवा 
राजा रन्तिदेव बड़े त्यागी थे । जो कुछ मिळता, सब दूसरोंको दे डालते और खयं भूखे रह जाते । एक- 
बारकी बात है उनका अन्न-धन सत्र वितरित हो चुका था | अड़तालीस दिन बीत गये केवळ जल पीकर और 
तब अचानक एक दिन घी पड़ी खीर, लपसी तथा जल किसीने दे दिया | भगवानको अर्पित करके अडताठीस 
दिनका भूखा परिवार भोजन करने जा रहा था कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गये | रन्तिदेवने भगवान्‌ समझकर उन्हे 
सादर भोजन कराया और अपनेको धन्य माना कि प्रभुने अतिथि भेजा ! अतिथिको खिलाये बिना आहार नहीं लेना पड़ा | 


किंतु रन्तिदेवके भाग्यमे भोजन कहाँ था । वह तो अतिथियोंके आगमनका दिन था । विप्रके जानेपर 
एक शद्ध आ गया और बड भी जब तृप्त होकर जा चुका, तब कुत्तोसे निरा चाण्डाळ आया । कुत्ते भूखसे दुर्बळ 





मयूरध्वज-श्रीकृष्ण 


आदशे आतिथ्य 
NN 











९ 


बाळक शङ्कराचायं 


E 
कि 
It 
बरा 
de 
A, 
[rr 
पथ 
जि 

FG 

1: 

प 

ध 

bi 

ह 

6? 











ओ आदश आतिथ्य % १६१ 
२ ०० य 0 90. |. 7... 35555" पल र र च 
और भूखा चाण्डाछ---अब भला भोजन कहाँसे बचता । वचा था थोडासा जलमात्र और जब रन्तिदेव उसे 
आपसर्मे बाँटकर पीने जा रहे थे उसी समय आर्तकणठ, पिपासापीडित एक चाण्डाल जळ मागता आया ! 











"मेरे इस जळदानसे प्राणियोंके कष्ट दूर हों । आधि-व्याविपीड़ित प्राणिर्योका केश भिरे !; रन्तिदेवने 
वह जल भी अतिथिको दे दिया | विश्‍वके परम संचालक ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूपोंमें ऐसे अतिथिसेवीके सम्मुख 
अपनेको प्रकट करनेसे कैसे रोक सकते थे ? 

श्रीकृष्णकी 'न भूतो न भविष्यति’ अतिथि-सेवा 

महर्षि दुर्वासाने द्वारकामें जाकर कहा- “मुझे अपने घरमै कौन ठहराता है : मुझे वही ठहराये, जो 
मेरा सब कुछ सह सके ।' श्रीकृष्णने उनको ठहराया | वे कभी रोने लगते, कमी हँसते; कभी घरकी चीजोंमें 
आग लगा देते | जब जो इच्छा होती, मागते और उसी क्षण वह वस्तु उन्हें मिल जाती | 

एक दिन बोले- “खीर लाओ ।' श्रीकृष्णने तुरंत खीर दे दी । थोडी-सी खाकर बोळे--'कृष्ण ! इस 
खीरको अपने सारे शरीरपर पोत लो ।' श्रीकृष्णने वैसा ही किया । ऋषिने पास खडी रुक्मिणीदेवीसे कहा-- 
“तुम भी चुपड लो |? 

फिर बोळे---'रथ मँगाओ |? तुरंत रथ आ गया | तब कहा--रुक्मिणी तुरंत रथमें जुत जाय |? 
खीर छिपटी रुक्मिणी रथमें जुत गयी । महर्षि रथपर बैठे चाबुक लेकर । राजमार्गपर रथ चला मुनिके 
इच्छानुसार और वे सटासट चाबुक फटकारते रहे रुक्मिणी देवीपर । 

खीर लपेटे श्रीकृष्णने सामने आकर बिना क्रोधके नम्रतासे कहा--“भगवन्‌ ! प्रसन्न होइये |? दुर्वासा 
पानी-पानी हो गये । बोले---“गोविन्द ! तुम धन्य हो । तुम्हारे बिना मेरा ऐसा आतिथ्य कौन करता |? 

शुद्र घुनिकी परम अतिथि-सेवा 

कुरुक्षेत्र निवास था मुट्वलजीका | वे गृहस्थ थे | पत्नी तथा एक पुत्र । किंतु उनका भोजन 
पंद्रह दिनमें केवळ एक बार बनता था | पंद्रह दिन वे खेतोंमें गिरे दाने चुनते । इस शिलोञ्छवृतिसे 
१५ दिनमें एक द्रोण ( लगभग ३४ सेर ) अन्न वे एकत्र कर लेते थे । न ति 

अमावस्या तथा पूर्णिमाको एकत्र अन्नसे इष्टीकृत यज्ञ, दश तथा पौर्णमास श्राद्ध करके, अतिथि-सेवाके 
पश्चात्‌ जो बच जाता, उससे वह तापस-परिवार पेटकी ज्वाला शान्त कर लेता था | 

मुदूगलके तप-त्याग-धर्मकी ख्यातिने महर्षि दुर्वासाको आकर्षित किया । वे एक पूर्णिमाको पागलके 
वेशमें मुदूगलके यहाँ पहुँचे । सुद्गळने सादर आतिथ्य किया । दुर्वासाने भोजन किया और जो अन्न बचा उसे 
पूरे शरीरमें मल लिया | वे तो चले गये; किंतु ब्राह्मणपरिवार भूखा रह गया । अब प्रत्येक अमावस्या-पूर्णिमाको 
दुर्वासाजी आ धमकते | उनका एक ही ढंग । पूरे छः बार अर्थात्‌ तीन महीने उपवास किया सुदूगलके परिवारने । 

ऐसे महातपोधनको लेने खर्गसे विमान न आये तो किसके लिये आयेगा; किंतु मुदूगळ-जैसे परम पदके 
आकाङ्की महामानव तो विमानको निराश लौटानेमें समर्थ हैं । | 

— “>2&६०४४४--- 


मा० अं० २१-- 


१६२ के. मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्था # 


पणा... ——— ~ i reo, 
० ०० 1 दु DR ___ 


भगवानके लिये त्याग 
श्रीशङ्कराचायका संन्यास 

“मा ! तेरा पुत्र अपने मनुष्य-जन्मको सफल करने जा रहा है, अतः तू ब्यथित मत हो । जीवनके लक्ष्य- 
को--परम तलको प्राप्त करनेके लिये सांसारिक मोहको, गृहके बन्नको छोड़ना पड़ता है और जब तेरे देह- 
त्यागका समय होगा, मैं अवश्य तेरे समीप आ जाऊँगा |? पाँच वर्षके बालकके इन वचनोंसे माताको कितना धैर्य 
मिळना था; किंतु जिन्हें बिश्वको अपने ज्ञानालोकसे झलमळा देना था, जो ज्ञानके भास्करको निरावरण करने पधारे 
थे धरापर, गृह कैसे रोक लेता उन्हें । पाँच वर्षकी अवस्था; किंतु महामानवोंके प्रबुद्ध होनेमें अवस्था कहाँ व्याधात 
बनी | वह बालक जो गृह त्याग रहा था--वही तो भुवनवन्य शङ्कराचार्य थे । 

बुद्धत्वकी ओर 

“अब इन्हें ले जाओ सारथि ! सिद्धार्थके लिये अत्र इनका कोई उपयोग नहीं ।? अर्धरात्रिमें सोती हुई 
पत्नी यशोधरा तथा रिझुपुत्र राहुठको छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ राजसदनसे निकल गये | दूर जाकर अश्व भी 
छोड़ दिया उन्होंने और अपने शरीरपरके बहुमूल्य बख्नाभरण भी उतारकर साथ आये सारथिको दे दिये 
“महाराजसे कहना ! बोध प्राप्त हो गया तो किसी दिन उसका आलोक प्रदान करने लौटूंगा अन्यथा'-""------ 

इस प्रकार जिनके त्यागमें सुविचार एवं दृढ़ निश्चय है---बुद्धल उनकी प्रतीक्षा न करता तो 
करता क्या । जगतूको पुनीत होना ही था उनकी वाणीसे । 

निमाईका शृह-त्याग 

क्या नहीं था गोराझ्के गृहमें | साक्षात्‌ कमलोद्भवा-सी परम सुन्दरी, पतिपरायणा पत्नी विष्णुप्रिया, 
वात्सल्यमयी जननी, खस्थ सुरसुन्दर शरीर, नदियाके जन-जनका सच्चा स्नेह, आत्माधिक सम्मान करनेवाले 
सुद्ृदू, प्रकाण्ड प्रतिभा, विपुल यश- संसारमै जिन भोगोंकी कोई स्पृहा कर सकता है, समी तो निमाईके 
श्रीचरणोंमें समुपस्थित थे | 

अधरात्रिमे निद्रिता माता, प्रसुप्तपत्ीको क्रन्दन करनेके लिये त्यागकर गङ्गाको भुजाओंसे तैरकर निमाई निकल 
पड़े संन्यास-प्रहणके लिये---किसी दुःखसे £ किसी अभावसे ? अरे, उस भुवनमोहन नीलझुन्दर श्रीकृष्णचन्द्रका 
आकर्षण--उसको प्राप्त करनेकी पिपासा जब प्राणोंमे जाग्रत्‌ हो जाय--संसारके खजन एवं भोग दृष्टि पड़ते हैं £ 

राजरानी मीराँ 
“मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई।” 

यह उन्मादिनीकी भाँति नाचती, गाती हुई अश्रुधारासे पथ धूलिको आद्रे करती, बृन्दावनका पूछती 
दतो पाण का 3 श्रु धू १ दृन्दावनका मार्ग पूछती, 

यह राजरानी-इसे ही कहाँ कोई अभाव था । मीराँ राजरानीकी भाँति रहती, सुख-सम्मानकी क्या 
कमी थी इसके लिये, किंतु रहती कैसे £ वह यशोदाका लाल रहने भी दे । उस त्रिमङ्ग-सुन्दरकी बंशी जब 
किसीके प्राणोंमें बज उठती है- स्थिर रह सकता है वह १ 

यह भी उसी नन्दनन्दनकी प्रेम-दिवानी--अब बृन्दावनका पथ छोड़कर दूसरा कोई 
स्पर्शसे कैसे पुनीत बननेका सौभाग्य पाता । ) 

i 











पथ इसके पाद- 


> 3 


es 





० oa 
€ 


# मानवताका उ दव और विकास * 


een 


१६३ 








मानवताका उद्भव और विकास 


( लेखक--पं० श्रीपाद दा० सातबळेकर महोदय ) 


“मानवता? का अर्थ 'मनुष्यपन? है | वास्तवमे मानव- 
का अर्थ “मनुके कुमे उत्पन्न’ है । अर्थात्‌ “मानवता"का 
अर्थ "मनुके कुलकी शोमा बढ़ानेवाला आचरण करनेवाले 
मनुष्यका मनुष्यपन? है | हमें आज धमानवता?का अर्थ 
“मनुष्यपन? ही ध्यानमें रखना है और यह मनुप्यपन मनुष्यमें 
किस रीतिसे विकसित होता दै, इसपर विचार करना है | 

सनुष्यके नाम “जन? “लोक? “मनुष्य, “नर? इत्यादि वेदसें 
आये हैं | ये नाम मनुष्यकी श्रेणी बताते हैं । देखिये 

१.८जन? का अर्थ “प्रजनन करनेवाला? है।यह अपने सदृश 
द्विपाद मानव उत्पन्न कर सकता है । इससे अधिक इसकी 
योग्यता नहीं है । वेदमें “आत्महनों जनाः? (झु० यजु० अ० 
४० | ३)--आत्मघाती जन होते दै ऐसी बात जनोंके विषयमें 
कही गयी है । 

२. “लोक” ( लोक दर्शने )--ये लोग केवल देखते हैं 
आत्मोद्धारके मार्गपर उन्नति नहीं करते । 

३. “मनुष्य, ( सननान्मनुष्यः । निरुक्त )-- 
मनन करनेवाला होनेसे वह मनुष्य है | यह मनन करके सत्य 
बात जान सकता है । 

४. “नर” ( न रमते । नरति इति नरः )- जो भोगोमें 
रमता नहीं तथा अनेक अनुयावियोंको शुभमार्गसे संचालित 
करता है? वह “नर” है । वेदमें कहा गया हे--न कर्म लिप्यते 

। ( शु० यजु० ४० | २ )-नरको कर्मका लेप नहीं 
होता, वह निलेप रहता है । 

बेद यों नहीं कहता--“न कमे लिप्यते जने"; परंतु 
यही कहता है- “न कमे लिप्यते नरे इससे धनर की 
श्रेणी श्रेष्ठ है- यह स्पष्ट होता है। मानवताका विकास 
किस तरह होता है, यह “जन? “लोक? “मनुष्य, “नर?--इन 
पदको देखनेसे स्पष्ट हो जाता है । 

प्रथ्वीपरके लोग 'जनश्रेणी? में हँ, उन्हें “नरश्रेणी? में 
लाना चाहिये | जनश्रेणीके लोगोंमें मानवताका हास होता 
है और नरश्रेणीके लोगोमें मानवताकी उन्नति होती है । 
इसलिये जो ऐसी इच्छा करते हैं कि मानवता उन्नत हो 
उनको ऐसा यक्ष करना चाहिये कि जनश्रेणीके लोगोंका बहुमत 


न रहे, नरश्रेणीके लोगौंका बहुमत हो । यह कैसे 
किया जाय; इसपर विचारवानोंको विचार करना चाहिये । 


जगतूमें तीन प्रकारके लोग हैं--( १ ) परमेश्वरको 
न माननेवाले, ( २ ) परमेश्वरको सातवें आसमानमें मानने- 
वाले और ( ३ ) परमेश्वरको सर्वत्र उपस्थित माननेवाळे | 
परमेश्वरको न माननेवाले सर्व-तन्त्र-स्वतन्त्र रह सकते हैं।उनके 
लिये कोई नियामक नहीं है। वे स्वेच्छाचारी रहते हैं। 
दूसरी श्रेणीके अर्थात्‌ सातवे आसमानमें ईश्वरको माननेवाले 
लोगोंके लिये भी यहाँ कोई देखनेवाला न रहनेके कारण वे 
स्वेच्छाचारी हो सकते हैं| इन दो प्रकारके लोगोंकी इस जगतूमें 
बहुसंख्या है और ऐसे लोग ही इस समय महाशक्ति्याली हैं | 
इसी कारण मानवताका हास हो रहा है और सब 
लोग संत्रस्त हो रहे हैं ! 


परमेश्वरको सर्वग्यापक--अपने सब ओर उपस्थित 
माननेवाले परमेश्वरको सदा सर्वत्र अपने समीप मानते हैं। 
इस कारण वे बुरा कार्य कर ही नहीं सकते । 


ईंशा वास्यसिद सव यत्‌ किं च। (वा० यजु० ४०।१ ईशोप० १) 


नो कुछ यहाँ है; उसमें परमेश्वर पूर्णरूपसे ओत-प्रोत-- 
भरा है |? जो मनुष्य इसको ठीक तरह समझेगा उसमें 
मानवता विकसित हो सकेगी। जो मनुष्य अपने अंदर 
और बाहर सर्वत्र सवज्ञ सर्वेश्वरको उपस्थित जानेया वह 
जान-बूझकर बुरा कार्य कर ही नहीं सकेगा और उसके अंदर 
मानवता विकसित होगी । 
परमेश्वर दूसरे कमरेसै या तीसरे मंजिलमै है; ऐसा मानना 
और बात है और परमेश्वर अपने अंदर और बाहर सदा 
उपस्थित है, यह मानना और बात है । 
मानवताका विकास हो, इसके लिये “परमेश्वरकी सर्वे- 
व्यापकता'को निश्चयरूपसे माननेकी अत्यन्त आवश्यकता है | 
भारतीय ऋषियोंने परमेश्वरकी सर्वव्यापकता मानकर मानवता- 
के विकासकी उत्कृष्ट भूमिका रची थी; पर इसका विश्वभरमें 
संचार करनेके लिये इस ज्ञानके प्रचारक जितने होने चाहिये; 
उतने इस समय नहीं हैं | इसी कारण विश्वभरमें मानवताका 


१६४ * सानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 








मिल न न अ म 


हास हो रहा है । अर्थात्‌ इसका उत्तरदायित्व ऋषि- 


संतार्नोपर है । 
वसुधेव कुटुम्बकम्‌ 
वसुधाको कुटुम्ब मानना भी मानवताके विकासमें 
सहायक है । पर एक कुटुम्बके लोग आपसमे लड़ते 
हैं, यह हम देखते हैं । कौरव-पाण्डव भाई थे, पर वे लड़े 
और साथ ही उन्होंने भारतके बीर तरुणोंका भी संहार किया । 
इसलिये “प्रथ्वीपरके सब मानव एक कुठम्तके कुटम्बी हैं? यो 
माननेसे कार्य नहीं चलेगा | इतिहास माई-भाईके वैरसे भरा 
है | वेदने और एक बड़ा सिद्धान्त सानवताके विकासके लिये 
कहा है, वह यह है-- 
विश्वमानव एक पुरुष 
सइखशीषी पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमिं विश्वतो ब्रु्वात्यतिष्ठहक्चाङ्गुम्‌ ॥ 
( ऋ० १० | ९० | १ ) 
“जिसके हजारों सिर, आँख और पाँव हैं, ऐसा पुरुष 
एथ्वीके चारों ओर है ।' जितने मनुष्य हैं, उतने सिर, बाहुः 
उद्र) पॉव इस पुरुषके हैं । यह पुरुष प्रथिवीके चारों 
ओर है। 


यह “एक पुरुष” है, जिसमें सम्पूर्ण मानव जाति सम्मिलित 








है । सारी मानवजाति मिलकर एक विराट्‌ देह है । प्रत्येक 


मनुष्य समझे कि मैं इस देहका एक अवयव या भाग हूँ । 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण मानवजातिरूप एक पुरुष है, सब मानव 
उसके सिर-हाथपेट-पाँव हैं । कोई मनुष्य इस 
पुरुषके शरीरसे बाहर नहीं है । यह ज्ञान विश्वशान्ति फैलाने: 
वाला और मानवताका विकास करनेवाला है । पर इस वैदिक 
ज्ञानके प्रचारक आज नहीं हैं । 


जिस प्रकार एक शरीरमै सिर-हाथ-पेट-पॉव--ये अवयव 
हैं अर्थात्‌ ये सम्पूर्ण शरीरकी स्वस्थताके लिये यत्न करते हैं, 
उसी तरह विश्व-मानवरूपी एक विराट्पुरुष है; ज्ञानी, शूर; 
व्यापारी, कर्मचारी-ये सब इस विराट्‌ मानवके अवयव हॅ | 
इसल्यि इनको “अखिल-मानव-पुरुषकी स्वस्थ अवस्था? 
टिकानेके लिये आत्मसमर्पण करना चाहिये । 





आज राष्ट्र-राष्ट्रमे युद्ध है । यह न होकर (सब राष्ट्र 
मिलकर एक मानव समष्टि देह है? ऐसा ज्ञान सबको होना 
चाहिये | तब मानवताका विकास होगा और प्रथ्वीपर स्वर्गका 
अनुमव होगा। 

पर इस वेदिक ज्ञानका प्रचार करनेवाले कहाँ हैं ! 
प्रचारकोंके बिना यह दिव्य सिद्धान्त चारों दिशाओंमें रहनेवाले 
जान भी केसे सकते हैं । 


+-+छ७-- 


मानवता 


( स्चयिता--श्रीमवदेवजी झा, एम्‌० ए०, शास्त्री ) 


४ 
ई बचा | बचा ! हा ! भौतिकताके भँवर-बीच डूबी मानवता ! ण 
४ हाय ! आज अपने ही जीवन-वैभवसे उबी मानवता !! है 
:; ठ ग ५/ 
९४ (१) र” 


७ 

रश मानव ! आज चला है क्या तू अपना ही अस्तित्व मिटाने ? रै/ 
कोट पतित मचुज भी होगा इतना क्ष्या आशा की थी चेधा ने ? 
लिये रातदिन तेरी ये जघन्य 


, 
५८ अरे ! खार्थके 

९४ प्रकट अनथाँसे ही 
७ 


४ 


७; 


त्य 


7, 


<<, 


= 


— 


१५६३ 


[oT 


१९९ 


ES, 
च 


'€ 


बे... 


LEE; 
न से 


€ 


८९९९९. ९ 


“<<< 


ध्द 
> ची 


९९ 


= NS 


के मानवता % 








(२) 

हाय ! मठष्यांने भी दिखती व्याप्त चरम सीमापर पशुता ! 
शुरुता पर-पीड़नमें, जनकी सेवामे लगती है लघुता! 
कप आऔँ ७, ८. हि ~ 

कपट आर धोखेसे आँकी जाने लगी मनुजकी पटुता! 
स्टूठुताका व्यवहार दिखाकर यहाँ पिलायी जाती कटुता! 
चेतन मनुज | शूल-सी उर्में, गड़ती है तेरी यह जडता ! 
जडा प ` गिरी > 

उठा ! उठा ! सस्मोह-गन्तेमेंश गिरी जा रही है मानवता! 


(३) 5 
प्रगति बताकर जिस समाजमे होता मयोदाका लङ्घन! 
भीतर घोर विषमता दै, पर समताका ही बाह्म-प्रद्शन ! 
हा | अनुशासनहीन जहाँ है, पद-छोलप जनताका शासन ! 

०, २ बि 
खुधरेगा समाज वह केसे ? व्यक्ति-व्यक्तिका कछुषित जीवन | 
> 2 < 
आह ! अराजकता है छायीः केसे मिट सकती बबरता ! 
हुआ | इरा ! इस देवाळयमें घुसी जा रही हे दानवता! 


(४) 
क्षण-भङ्गर धन-जनके सदमे मनुज अरे क्यों अकड़ रहा तू? 
तुच्छ खत्वके लिये परस्पर कुत्तांसा क्यों झगड़ रहा तू? 
आह ! मोह-वश क्यों पापांसे निज जीवनको जकड़ रहा तू? 
कयो न छोड़कर अधम प्रेयको, परम श्रेयको पकड़ रहा तू? 
झूग-तृष्णामे प्यास डुझी कब ? बढ़ती ही नित गयी विकलता ! 
रोक ! रोक ! तेरे जीते जी, कहीं न मर जाये मानवता | 

(५) 
मानव ! यदि तूने दोषोले निज जीवनको खूब संभाला ! 
संयमसे अपने चरित्रको यदि तूने पवित्र कर डाला! 
सञ्चाईके साँचेमे यदि तूने निज जीवनको ढाला! 
तपा अहिसाके आँवेमें फिर इसको परिपक्व निकाला | 
खरा तभी तू उतर सकेगा, निखरेगी सच्ची सुन्दरता ! 
देख ! देख ! निदिछद्र बने तू, कहीं न विगलित हो मानवता ! 


(६) 


मानव ! तेरे उर-गागरमे उमड़ पड़े करुणाका सागर! 


विश्व-प्रेमके विमल सुत्रसे संचालित हो उठे चराचर! 
आलोकित कर तू त्रिभुवनको आत्म-तत््वकी ज्योति जगाकर ! 
मानवताकी बलि-वेदीपर दोव तेरे प्राण निछावर! 
क्षमा, शीळ, संतोष, त्याग तवः निरख सिहाने लगे अमरता | 
जाग | जाग | तू युग-तन्द्रासेश जाग उठे सोयी मानवता! 


> SII लाय 





HEELERS 


१६५ 


१६६ # मानव वही जो स्वार्थ तज 









होता पथिक परमार्थका # 





सृष्टिका श्रेष्ठ प्राणी मा 


( ढेखक श्रीदरिपद विद्यारल, एम्‌०८०, वौ०एल० ) 


विधाताकी सृष्टि प्रधानतया दो प्रकारकी है- चेतन और 
अचेतन । चेतनसे अभिप्राय है--जिसमें प्राण हो । 
जड या अचेतन पदार्थमें प्राण नहीं होता | हम यहाँ 
केवल प्राणीके विषयमै विचार करेंगे । जड पदार्थके 
भीतर जब प्राणका स्पन्दन होता है, तभी वह प्राणी कहलाता 
है । ईंट, खाट, बक्स आदिम कोई स्पन्दन नहीं होता, ये 
केवल जड हैं | परंतु पश्च) पक्षी, कीट, पतङ्ग) वृक्ष आदिम 
प्राण या चेतना होनेक्रे कारण ये प्राणी हैं । प्राणियोंमें भी कुछ 
अचल होते हैं--जैसे वक्ष, पर्वत आदि | और बहुत-से चल 
होते हैं, जो एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जा सकते हैं । अचल 
प्राणी चल नहीं सकते, परंतु उनमें प्राण या जीवनके लक्षण 
देखे जाते हैं । वे जन्मते हैं और त्रद्धिको प्राप्त होते हैं । जड 
या अचेतन एक ही रूपें रहते हैं, उनमें प्राणका कोई स्पन्दन 
नहीं होता। जलको भी हम हिलते देखते हैं, परंतु वह स्वयं 
नहीं हिलता । प्रथिवीके आकर्षणसे ऊपरसे नीचे चलनेपर 
जलका सोता बनता है | जलमें इस प्रकार चलनेकी शक्ति 
नहीं है, वह अचेतन--जडमात्र है | हवा; इंजन, मोटर आदि 
चलते हैं किसी शक्तिकी प्रेरणासे; नहीं तो वे निश्चल हैँ, जड- 
मात्र हैं । 


चेतनताके बिकासकी मात्राके अनुसार प्राणियोमें प्रकारः 
मेद है । शास्रौके आशयको लेकर श्रश्रीभक्तिविनोद ठाक्कुरने 
मूलतः इसके पाच विभाग निश्चित किये हैं | तदनुसार (९) 
बृक्षपर्वतादि आच्छादित-चेतन, ( २ ) कीट, पतङ्ग, जलचर, 
प्युपक्षी आदि संकुचित-चेतन, ( ३) साधारण मानब 
मुकुलित-चेतन ( ४ ) जो भगवचिन्तनमें प्रदृत्ति-साधक हं 
वे विकसित-चेतन तथा ( ५ ) भगवानके भाव-भक्तजन 
पूर्ण बिकसित-चेतन हैं । 


हम देखते हैं कि मानव-पर्यायके पूर्वपर्यन्त प्राणियोकी 
चेतनता आच्छादित और संकुचित होती है। केवळ मानबमे 
ही चेतनताकी मुकुलित अवस्था प्रारम्म होती दि | पतन 
आच्छादित चेतन वृक्ष आदि तथा संकुचित-चेतन पश् आदि 
प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ है | परंतु यहाँ अपनेको श्रेष्ठ 
समझकर आनन्दसे नाच उठनेका कोई कारण नहीं है । 
बहुधा मुकुलित चेतनताके प्राथमिक विकासके पारम्भमें जो 


असभ्य जंगली मानव आते हैं; वे अपने आचार तथा ईष्यी- 
द्वेष आदिसे पूर्ण विचारोंके कारण अपना श्रेष्ठत्व स्थापित करनेमे 
असमर्थ हैँ । पञ्चुबलका प्रयोग ही उनके जीवनका संबल है | 
आधुनिक युगमै मी मानवकी तथाकथित सभ्यता एवं जड-विज्ञान- 
का इतना विकास होनेपर मी, अघिकांशमै वह नीतिहीन, 
निरीश्वर तथा जातिका विनाश करनेकी सामग्री प्रस्तुत करनेमै 
अग्रसर हे | ये मुकुलित चेतनताके किस स्तरमै वर्तमान हैं, यह 
विचारणीय विषय है ! बहुत-से मनुष्य क्रमशः निरीश्वर 
अवस्थामै ही नीतिपरायण हो उठते हैं । तत्पश्चात्‌ बहुतेरै 
कल्पित ईश्वरवाद-युक्त नीतिपरायण कर्मी हो सकते हैं । पुनः 
बहुत लोग वस्तुतः ईश्वरको मानकर भी मक्तिपथको ग्रहण 
नहों करते, क्रमशः अहंकारका विस्तार करके अपनेको ही 
ईश्वर कहते हैं| ये सभी मुकुलित-चेतन हैं । परंतु तारतम्यके 
अनुसार पूवकी अपेक्षा क्रमशः परवर्ती लोग उत्कृष्टतर हैं । 
जब कोई अपने स्वरूप-ज्ञानके विकसित होनेपर अपनेको 
नित्य भगवत्सेवक समझकर उनकी भक्ति करनेमें प्रबृत्त होता 
दै, तभी उसकी चेतनता विकसित होती है । वही साधक-मक्त 
है । चेतनताका पूर्ण विकास होनेपर उसमें फिर जड-सम्पर्कका 
लेश मी नहीं रहता, वह उस समय मायामुक्त अवस्थामें 
भगवानके प्रति रागानुगा भक्ति करते-करते क्रमशः भावयुक्त 
होकर मगवत्रेममै तल्लीन हो जाता है | 


श्रीमद्धागवत ( ६ । १४ | ३ ) मै श्रीशुक मुनि 
त्र. 


~ 
कहत 


~ 


हे 


रजोभिः समसंख्याताः पार्थिदेरिह जन्तवः । 

तेषां थे केचनेहन्ते श्रेयो मजुजादयः ॥ 

“पथ्वीके धूलिकणोंके समान असंख्य जीवोंमें क्रमशः 
उन्नति करते-करते मनुष्य जन्म पाकर कोई-कोई कल्याण-प्राप्तिकी 
चेष्टा करते हैं ।' परंतु उनमें भी बहुतेरे विषयी, जड तथा 
सामान्य इन्द्रियसुखादिमे मत्त रहते हैं । श्रीभगवान्‌ने भी 
गाता ( ७। ३ ) में कहा है--- 


सजुप्याणां सहलेयु कञ्चिद्‌ यतति सिद्धये । 


श्रीपाद श्रीधरस्वामी इस इलोककी सुत्रोधिनी टीकामें 
कहते हैं--- 


जसख्यातानां जीवानां मध्ये मचुष्यन्यतिरिक्ताना श्रेयसि 


चै 


meen 








प्रवृत्तिरेवेह नास्ति । तत्र ज्ञानयोय्यानां सङुष्याणां तु सहस्रेणु 
मध्ये कश्चिदेव पुण्यवशात्‌ खिद्ये आत्मज्ञानाय प्रयतते ।? 

“असंख्य जीवोंमें मनुष्वके सिवा ओर किसोसे कल्याणके 
लिये प्रबृत्ति ही नहीं होती। उन मनुप्यौमें भी जो ज्ञानयोग्य हैं, 
उनकी संख्या भी विरल है; इस प्रकारके सहस्लों मनुष्योंमें 
कोई-कोई कल्याण-साधन या आत्मज्ञानी प्रातिक्रे ल्यि 


यक्षशील होते हैं । ऐसे लोगोंक्री संख्या बहुत ही कम है ।? 





मनुप्योमें अधिक लोग मुक्रुलित-चेतन ही होते हे । 
क्रमानुसार इनकी उन्नति “अहँ ब्रह्मास्मि तक होती है । 
जबतक भगवत्सेवकके रूपमै अपने स्वरूप-ज्ञानका विकास नहीं 
होगा) जबतक इनकी चेतनताके यथार्थ विकासका अवसर नहीं 
आये, तबतक ये भी विकसित-चेतनके रूपमै उन्नत नहीं होगे । 

भगवान्‌ उक्त इलोकके उत्तरार्डटमें कहते हँ-- 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तरवतः । 


है 
हे 


यहाँ श्रीधर स्वामिपादने क 


क॑ 4 
& ह 


सिद्धानामात्मज्ञानां सध्ये अपि कश्चिदेव सां परमात्मा नं 


मत्प्रसादेन तरवतः वेत्ति तदेवमत्तेदलभमात्मतत्त्वम्‌ । 


आत्मज्ञानि्यासें मी बहुत कम लोग मुझ परमात्माको 
मेरे प्रसादसे तत्त्वतः जानते हैं ।१ प्रसिद्ध टीकाकार श्रीविश्वनाथ 
चक्रवर्तिपाद और भी स्पष्टरूपसे यहाँ कहते हैं-- 
ताइशानाप्तपि मनुष्याणां सहलेछु कश्चिदेव माँ 
छयामसुन्द्राकारं साक्षादनुभवति । विविशेषन्रह्माडुभवा- 
नन्दात्‌ सहस्रगुणाधिकः सविरोषन्र्मा्ुभवानन्द्‌ः स्यादिति 
आवः । 
अर्थात्‌ वैसे सहर्खो-सह्लो मनुष्योंमें भी कदाचित्‌ एकाध 
पुरुष ही श्यामसुन्दराकार मुझको ( गीताके वक्ता श्रीकृष्णरूपमें 
अभिव्यक्त मूतिमान्‌को ) तत्त्वतः जानकर साक्षात्‌ अनुभव 
करते हैं । निर्विरोष ्रझानुभवके आनन्दसे हजारगुने अधिक 
सविशेष ( जडविशेषातीत चिद्वेशेप्र समन्वित ) ब्रह्मानन्द- 
को प्राप्त करके पूर्ण विकसित चेतनताको प्राप्त करनेके योग्य 
बनते हैं । इस प्रकारके भाग्यवान्‌ सर्वोत्तम पर्याययुक्त मानवकी 
संख्या बहुत कम होती है । 
. श्रीमक्तिरसामृतसिन्धु ( १ | १ । २५ ) में लिखा है 
चेलू पराद्रेयुणाकृतः । 
परमाणुतुलासपि ॥ 


ब्रह्मानन्दो भवेदेष 
नैति अक्तिसुधाम्मोधेः 


धपरार्डंगुणीकृत अर्थात्‌ जहॉतक संख्या की जा सकती दे, 


एणी मानब ॐ १६७ 











उतनगुने ब्रह्मानन्दका सुख भी भक्ति-सुधा-सिन्धुके परमाणुके 
बराबर भी नहीं हो सकता ।? 


श्रीचेतन्यचरितामृत ( आ० ६ । ४३ ) में लिखा है-- 

अभिमाने ये आनन्दसिन्धु \ 
कोटि त्रह्मलुख नहे तार एक बिन्दु ॥ 

पुनः (आ० ७ | ८४-८५ ) में कहते हैं-- 
कृष्ण-विष्यक प्रेमा परम 
जार आगे 





कृष्णदास 


पुरुषार्थ \ 
तुनःतुल्य जारि पुरुपार्थ ॥ 
पञ्चम पुस्गर्थ प्रेमानन्दाम्रत सिन्धु \ 
त्रद्मादि आनन्द जार नहे एक बिन्दु ॥ 
“धर्म, अर्थ, काम और मोश्ष--ये चतुवर्ग परम पुरुषार्थ 
श्रीकृष्णप्रेमके सामने तृणवत्‌ तुच्छ दै |? 
ऊपर श्रीमद्धागवतसे जो श्‍लोक उद्धृत किया गया है) 
उसके आगेके श्‍लोक ( ६ | १४ | ४-५ ) में लिखा है-- 
प्रायो सुसुक्षवस्तेषां केचनेव द्विजोत्तम । 
सुमुक्षूणां सहृलेषु कश्रिन्सुच्येत सिध्यति ॥ 


सुक्तानामफि सिद्धानां नारायणपरायणः । 
सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिप्वपि महासुने ॥ 


इसीकी प्रतिध्वनिके रूपमें श्रीचेतन्यचरितामृत ( म० 
१९ | १४१-१४८ ) में श्रीमहाप्रभुको उक्ति इस प्रकार 
प्राप्त होती दै-- 
तार मध्ये मनुष्यजाति अति अर्पतर \ 
तार मध्ये म्रेच्छ पुहिन्द शाबर ॥ 
वेदनिष्ठमध्ये अधेंक वेद मुखे माने ६ 
वेद निषिद्ध पाप करे, घर्म नाहि माने ॥ 
धर्माचारी मध्ये बहुत कर्मनिष्ठ । 
कोटि कर्मनिष्ठ मध्ये एक ज्ञानी श्रेष्ठ ॥ 
कोटि ज्ञानी मध्ये हय एक जन मुक्त \ 
कोटि मुक्त मध्ये दुर्लभ एक कृष्ण भक्त ॥ 
"अनन्तकोटि जीवोंकी तुलनामे मनुष्यकी संख्या अति अल्प 
है । उनमें भी म्लेच्छ-पुलिन्दादि वेद-बहिर्मुख मनुष्य प्रायः पशु- 
तुल्य हैं और जो लोग अपनेको वेदान॒यायी कहते हैं) बे भी 
वेदको न मानकर अधर्माचरण करते हैं और वेदोक्त 
धर्माचरण करनेवालोमें अधिकांश कर्मकाण्डी हैं | उनकी 
अपेक्षा उन्नत मोक्षामिळाघी ज्ञाननिष्ठ जन अल्पसंख्यक होते 
हैं । उनमें जडामिनिवेश्चसे भुक शनी पुरुष और भी कम 


१६८ 





हैं । उन मुक्तपुरुषोंम जो शान्तिको प्राप्त भगवद्भक्त हैं, 
वे ढुर्छम होते हैं । भगवद्धक्तके बिना और कोई शान्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता । क्योंकि-- 
भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकरुई अशान्त । 
कृष्णभफ्ति निष्काम, अतण्व शान्त ॥ 

“जो लोग भोग; मोक्ष और योगेश्वर्यकी प्राप्तिके साधनमें 
तत्पर हे, उनकी कामना तृप्त न होनेके कारण उन्हें कमी 
शान्ति नहीं मिलती । केवल श्रीकृष्ण-भक्त ऐसा है, जिसके 
लिये भगवत्सेवा-ग्राप्तिके सिवा और कोई प्राप्तव्य विषय ही 
नहीँ है | अतएव वही भगवत्पादपद्मका आश्रय लेकर यथार्थ 
शान्ति प्राप्त करता है |? यह भगवद्भक्ति ही सुष्टिका श्रेष्ठ तत्त्व 
है | इसीमें यथार्थ मानवता देखनेको मिळती है । 





देव और असुर अपनेको मानवकी अपेक्षा उन्नततर 
जीव बतलाकर आत्माभिमान करते हैं । परंतु वे भी मनुष्यांकी 
भाँति भगवद्भक्ति प्राप्त कर शान्तिके अधिकारी नहीं हो 
सकते । देवगण स्वर्गसुखके भोगमें उन्मत्त रहनेके कारण 
असुरोंका नित्य बिरोध प्राप्त कर शान्तिका मुख नहीं 
देख पाते । उनको सदा डर लगा रहता है कि असुर 
कब उनको स्र्ग-च्युत करेंगे । भगवत्सेवाके सिवा दूसरे किसी 
भी पदार्थमे अभिनिवेश होनेसे भय होता है | नव योगीन्द्रोमे 
अन्यतम महामुनि कवि निमि महाराजसे कहते हैं-- 


द्वितीयाभिनिवेशतः  स्या- 


भसं 
. दीशादपेतस्य विपर्ययो5स्मृतिः । 
तन्माययातो बुध आअजेत्त 
भक्त्यैकथेदां गुरुदेवतात्मा ॥ 


( श्रीमद्भा० ११।२।३७) 

ईश्वरसे बहिसुख होकर जो दूसरे विषयमै अभिनिवेश 
करते हैं; उन्हींको भय होता है | भगवानूकी सेवा छोड़कर 
अन्य किसी विषयमे जिसकी आसक्ति नहीँ होती; उनको 
भय नहीँ होता | उनका क्या नष्ट होगा! उनका अपना 
कुछ है दी नहीं, सब भगवानका है । वे स्वयं भी भगवानके 
ही चरणोंके आश्रित हैं; अतएव उनको किससे भय होगा ! 
जब मनुष्यकी दूसरी किसी वस्तुमें आसक्ति होती है, तभी निकटस्थ 
माया उसको झपटकर पकड़ लेती है | अर्थात्‌ बह मायासे ग्रस्त 
हो जाता है और बुद्धिःविपर्यय होनेके कारण अपने नित्य 
स्वरूपको, भगवानके नित्य दासत्वको भू जाता है| पुनः 
बुद्धिका उदय होनेपर साधु गुरुके चरणोंका आश्रय लेकर 








क सानव वही जो खाथं तज होता पथिक परमार्थका 5 
00 न मन ही 


५>->>_८->>>-_---- नाक 





उ 





ऐकान्तिक भक्तिके साथ भगवानका भजन करना उसके ल्यि 
उचित हो जाता है । देवतालोग जो भगवानके अधीन हैं, बे 
भी एकान्त- क्त नहीं हैं । एकान्तभक्तको भगवत्सेवाके सिवा 
ओर कुछ नहीं चाहिये । परंतु देवतालोग पर्या्तमोगी तथा 
भोगाकाङ्की होते हैं; केवळ विपत्कालमें ही भगवानको पुकारते 
हैं । अतएव उनको शान्ति नहीं मिळती, केवळ भय होता 
है । परंतु 'वैष्णवानां यथा झम्भुः? (श्रीमद्भा० १२। १३ । १६ ) 
अर्थात्‌ वेष्णवश्रेष्ट शम्भुको भोगैश्वर्यकी आवश्यकता नहीं, 
इसलिये उनको भय भी नहीं होता । मगवद्विरोधी असुर- 
कुलमें जन्म ग्रहण करनेपर भी क्या प्रह्वादकौ कोई भय था! 
नहीं; क्योंकि वे मगवानमें एकान्त रति रखते थे । यद्यपि 
बलि आदि दो-एक असुर उनके आदर्शको लेकर भगवान्के 
चरणोमें शरणापन्न हुए थे) तथापि अन्य असुरगण अ-सुर 
ही रहे | 

अतएव देखा जाता है कि यथार्थ भक्तोमे मानवोंकी 
संख्या ही अधिक है। 'शाखतः श्रूयते भक्तो नुसात्रस्या- 
धिकारिता ॥ शास्त्रका निर्देश है कि भक्तिमे केवल नरका 
ही अधिकार है। मानवमात्रको ही यह अधिकार प्राप्त है 
परंतु इस अधिकारको ग्रहण करनेका आग्रह सबका नहीं है । 
अतएव मनुष्यौमै अधिकांश भोगी हैं और जो दुःख- 
भोगसे व्याकुल हो उठते हैं, वे इस दुःखमय संसाररूपी 
काराणहसे मुक्ति चाहते हैं | यह भी भोगकी ही एक दूसरी 
दिशा है । ढुःख-प्रतीकारको ही वे सुख मानते हैं 
( भा० ३ | ३० | ९ ) | दुःख-प्रतीकार भी भोग है; क्योंकि 
वह भी निज-सुख-प्राप्तिका मार्ग है और भगवानको सुख 
देनेका नाम है--“भक्ति? | अतएव भक्तिमें भोगको खान नहीं 
है। नर-तनु भजनका मूल है । -परतन भजनका मूल है । भगवानूकी सेवा करनेके 


लिये मानव-देहकी आवश्यकता है। भक्तको कदाचित्‌ ही 


देवासुर-तिर्यक आदि योनिम जन्म ग्रहण करना पड़ता है | 
भीभगवानूने श्रीउद्धवको यही उपदेश दिया है - 
छब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते 
साजुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः । 
तूर्ण यतेत न पत्तेदनुरूत्यु याव- 
क्षिःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌ ॥ 
( श्रोमद्भा० ११। ९ । २९ ) 
न ३ अनेक जन्मोंके बाद मनुष्यदेहकी प्राप्ति होती है; 
अक अन्यान्य प्राणियोंके समान हिंसा-द्रेष आदि ब्षत्तियोंके 
यबळ होनेपर मृत्युके अनन्तर इतर योनिवोर्मे ही जन्म लेना 


ओ स्वृष्टिका श्रेष्ठ प्राणी मानव + 
उ 





१६९ 





पड़ता है। अत्यन्त भोगाकाङ्काके साथ बहुत पुण्य संचय 
करनेपर देवलोकमें जन्म होता है । भगवानसे द्वेष करनेके 
फलस्वरूप असुर-श्रेणीमँ जन्म मिलता है । “मानुष्य' अर्थात्‌ 
मनुष्यदेहकी पुनः प्रासिकी आशा बहुत कम होती है। 
इसी कारण भगवाचूने मनुष्यदेहको 'सुदुर्लम? कहा है । और 
क्योंकि केव ल इस मनुष्यजन्ममें ही वास्तविक अर्थ या परमार्थके 
लिये यत्न किया जाता है, अतएव यह 'अर्थद? है। परंतु यह 
मनुष्यदेह क्षणमङ्कर है, अभी है--अभी नहीँ ! अतएव यह 
“अनित्य? है । ऐसी अवस्थामै जिसकी बुद्धिका विकास हुआ है; 
उसके लिये क्या कर्त्तव्य है ! अभी अर्थात्‌ क्षणमात्र विलम्ब 
न करके, जबतक मृत्युके मुखमै नहीं जाते, तबतक निःश्रेयस 
अर्थात्‌ चरम कल्याणरूप जो भगवानूकी सेवा है, उसके लिये 
विशेष यत्रशील हो जाय; क्योंकि विषय अर्थात्‌ चक्षु, 
कर्ण) नासिका, जिह्वा, त्वचाके भोग्य विषय रूप, शब्द) गन्ध, 
रस और स्पर्श सभी जन्मोमे प्राप्त होंगे;परंतु भगवानकी सेवाका 
सुयोग प्राप्त होगा, जिसमें जीवका परम मङ्गल है । 

भगवान्‌की इस उक्तिसे भळीभाँति समझा जा सकता है 
कि मनुष्य-जन्म ही सर्वश्रेष्ठ जन्म है; परंतु इस जन्मका 
सुयोग न लेकर अन्य प्राणियोंकी भाँति द्वेष, जीवहिसा; मात्सर्य 
आदि दयाधर्मकी अभावरूप वृत्तियोंमें आबद्ध रहनेसे विशेष 
बुद्विमत्ताका परिचय नहीं प्राप्त होगा और “मानुष्य? या मानव- 
जन्मकी पुनः प्राप्तिकी आशा बहुत ही कम रह जायगी । अत- 
एव किसी भी प्रकारसे मानव-देह प्राप्त करनेके लिये तदुप- 
योगी दया-धर्ममे प्रतिष्ठित होना होगा | इसके लिये भगवान्‌ 
श्रीहरिके चरण-सेवकोंके आश्रयमें रहकर और उनके आदर्शा- 
नुसार अपने-अपने जीवनको गठित करके हम अपने'मानुष्य? 
की रक्षा करनेमें समर्थ हो सकेंगे । नहीं तो, हम दम्भी हो- 
कर उसकी अवज्ञा करेंगे ओर हमारे कल्याणकी तब कोई 
आशा नहीं रहेगी और पुनः हम धसुष्टिका श्रेष्ठ जीव मानव? 
कहकर अपना परिचय देनेका सुयोग न पायेंगे । 

गीता ( ८।६ ) में श्रीभगवानूने उपदेश दिया दै-- 

यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

“मृत्युके समय मनुष्य जिस-जिस भावका स्मरण करता 
हुआ देह-त्याग करता है, सदा उसी-उसी भावकी भावनासे 
युक्त होकर दूसरे जन्ममें उसी भावको प्राप्त होकर तदनुरूप 
देह धारण करता है |? श्रीधर स्वामी अगले श्वोककी अपनी टीका- 
में कहते हैं--.“यस्मात्‌ पूर्वचासनेव अन्तकाले स्मृतिहेतुः, न हि 


मा० अं० २२-- 





तदा बिवशस्य स्मरणोद्यमः सम्भवति'अर्थात्‌ पूर्ववासना ही अन्त- 
कालमें स्मृतिका हेतु बनती है, नहीं तो, मृत्युकालमें विवश- 
अवस्थामै स्मरणके लिये उद्यम करना सम्मब नहीं होता । 
वेदान्तके सुप्रसिद्ध गोविन्द्‌-भाष्यकार श्रीपाद बलदेव विद्या- 
भूषण अपनी 'विद्वद्रञ्जन? टीकामें कहते है अन्तिम-- 
स्तिदच पूर्वस्म्रतिविषयैच भवति, अर्थात्‌ अन्तिमकालमें पूर्वा- 
भ्यस्त स्मृतिका विषय ही अन्तिम स्मृतिका विषय बनता है | 

श्रीमद्धागवत ( ५ । २८ । २७) से ज्ञात होता है कि 
श्रीमरतमहाराजने राज्यादिका त्याग करके भगवद्भजन करते 
हुए भी देह-त्यागके समय मृगका चिन्तन करके मृगका 
शरीर प्राप्त किया था | श्रीमागवत ४ । २८ | २७, २८ में 
लिखा है कि ख्री-चिन्तनद्वारा पुरंजनको स्रीत्वकी प्राप्ति हुई 
थी । यह घटना भी हमारे लिये स्मरण रखने योग्य है | अतएव 
हमारी चिन्तनधारा सदा पवित्र न रही तो मृत्युके समय साघु- 
चिन्तनकी आशा करना केवल पागलपन है और यदि 
मानवोचित भाव अभ्यस्त न हुए तो पशुभावको लेकर ही 
हमारी मृत्यु होगी । अतएव दूसरे जन्ममें पञुदेहकी 
ही प्राप्ति होगी | 

विदेहराज निमि नो योगीन्द्रोसे कहते हैं--- 

दुलंभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्कुरः । 

(श्रीमद्धा० ११। २।२९ ) 

और प्रह्वादजीने भी कहा है-- 

दुरूभं मानुषं जन्म तदप्यक्षुवमर्थदम्‌। 
( श्रीमद्भा० ७।६। १) 

“मनुष्य-जन्मकी प्राप्ति सहज ही नहीं होती और उसके 
पानेका कोई निश्चय भी नहीं होता तथा वह होता है 
क्षणभङ्कुर | परंतु वह “अर्थदः अर्थात्‌ परमार्थप्रद है |? दूसरे 
दब्दोम जिसकी अपेक्षा अन्य कोई श्रेष्ठ प्राप्य वस्तु नहीं हो 
सकती; उसी भगवद्धक्तिकी योग्यता वह प्रदान करता है। 
एकमात्र भगवत्सेवक ही यथार्थ मानवोचित जीवदया आदि 
गुर्णोसे सम्पन्न होता है | अतएव वस्तुतः बुद्धिमान्‌ 
मानवमात्र केवल भगवत्सेवाकी प्राप्तिके लिये यत्न करते हैं 
और इस भगवत्सेवाकी प्राप्तिके लिये आवश्यक है कि भगवातके 
शुद्ध भक्तका आश्रय लेकर उनकी गुरुरूपमें वरण किया 
जाय । अन्यथा, बिना उनके आश्रयमें सुरक्षित रहे, 
भगवद्धजन नहीं होगा । इसीसे मध्ययुगके आचार्य श्रीनरोचम 
ठाकुर उपदेश देते हैं 





१७० 


%# सानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


अ न्स 


ˆ आश्रय स्या भजे, तोरे कृष्ण नाहि त्यज \ 
आर सब मेरे अकारण ॥ 
श्रीगुरुके पादपद्मका आश्रय लेकर भजन करनेसे श्रीकृष्ण- 
सेवा प्राप्त होती है, अन्यथा उसकी आशा दुराशामात्र है | 
श्रीभगवानने भी गुरुतत्त्वकी अवज्ञा करनेवाले अभक्तको 
आत्मघाती कहा है--- 


नृदेहमाद्यं. सुलभं सुदुलंभं 
एवं सुकल्पं गुरुकरणघारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 


पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्स आत्महा ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ | २० १७) 
यह नरदेह प्रथम है अर्थात्‌ सर्वापेक्षा उत्तम है। 
यह हरिमजन करनेवालेक्रे लिये सुलभ या सहज प्राप्य है, 
परंतु दाम्मिक जीवहिंसकके लिये सुदुर्लभ है । यह भवसिन्धु 
पार करनेके लिये सुकल्प अर्थात्‌ सुद्दढ नौका है । 
श्रीगुरुदेव इसके कर्णधार हैं । अर्थात्‌ सुदक्ष नाविक जैसे ठीक 
तरहसे नौकाको निपुणताके साथ चलाकर उसको प्रतिकूल 
बायुसे, संताडित उत्तुङ्ग तरङ्गौसे, झंझा अथवा भॅवरोंसे 
बचाता है तथा निरापद किनारेपर ले जाता है, उसी प्रकार 
सद्गुरु भी भगवद्भजनके प्रतिकूल नाना प्रकारके आवत्तासे 
शिष्यकी रक्षा करके श्रीमगवानकी चरण-सेवारूपी भवसागरके 
उस पार पहुँचा देते है । में ( भगवान्‌ ) स्वयं अनुकूल 
वायुरूप बनकर उस जीवदेहरूपी नौकाको संसारसिन्धुसे पार 
कर देता हूँ | इतना सुयोग रहते हुए भी जो अभागा मनुष्य 
भवसागरके पार जानेका यत्न नहीं करता, वह आत्मघाती है । 
अर्थात्‌ आत्माका धर्म जो नित्य भगवत्सेवा है, उससे वह 

विच्युत हो जाता है। 

अतएव देखा जाता दै कि मानव ही सृष्टिका श्रेष्ठ प्राणी 
है । परंतु हारेमजनके बिना किये उसके इस श्रेष्ठत्वका कोई 


मूल्य नहीं रहता; क्योकि अभक्तमें मानवोचित गुणोंकी 


सम्भावना नहीं होती । यदि कमी उनका अस्तित्व दीख 

पड़ता है तो वह यथार्थ नहीँ, कृत्रिम और छलमात्र है। 

इसीलिये श्रीमद्भागवत (५। १८ | १२ )मै कहा है- 
यस्यास्ति अक्तिभंगवत्यकिचना 


सबैंगुँगैखत्र समासते सुरा: | 


हरावभक्तस्य कुतो महत्गुणा 
मनोरथेनासति धावतो बहिः॥ 


“जो भगवानके एकान्त भक्त हैं, उन्हीमै सारे सदुण 
विद्यमान होते हैं । जो हरिका भक्त नहीं है; उसमें महान्‌ 
गुण केसे रहेंगे; क्योंकि उसका इन्द्रियरूपी घोड़ोंसे युक्त 
मनरूपी रथ सर्वदा असत्‌ अर्थात्‌ अनित्य बहिजंगतूमे ही 
भोग खोजता रहता है |? 

अतएव सुष्टिका श्रेष्ठ तत्व श्रीभगवानका भाव-भक्त 
पूर्ग विकसित चेतन-मानब है । देवतालोग भी इनके श्रेष्ठत्वकी 
छाघा करते नहीं थकते; क्योकि वे ही प्रकत साधु 
हैं, जिनके सम्बन्धमें स्वयं श्रीभगवानूने ऋषि दुर्वासासे 
कहा था-- 

अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव हिज। 

साधुभिर््रस्तहृद्‌यो भकतैर्भेक्तजनप्रियः ॥ 

साधवो हृदयं मह्य साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागणि/ ॥ 
(श्रीमद्भा० ९ । ४ । ६३, ६८ ) 

“मैं ( भगवान्‌ ) स्वाधीन नहीं हूँ, भक्तके 
पराधीन हूँ । भक्तजन मेरे प्रिय हैं । भक्त साधुजनोंने मेरे 
हृदयपर अधिकार कर रखा है | साधुलोग जैसे मेरा हृदय 
हैं, वसे ही में उनका हृदय हूँ । मेरे सिवा वे और कुछ 
नहीं जानते, मैं भी उनसे क्षणकालके लिये भी दूर नहीं 
होता ।' इन्हींके सम्बन्धमें सम्यक्‌ शिक्षाप्रा् दुर्वासा 
ऋषि कहते है - 

अहो अनन्तदासानां महत्वं दृष्टमद्य से । 

कृतागसोऽपि यद्राजन्‌ मङ्गलानि समीहसे ॥ 

यन्नामश्चुतिमात्रेण पुमान्‌ अवति निर्मलः । 
तस्य॒ तीर्थपदः किंवा दासानामवशिष्यते ॥ 
( श्रीमद्भा० ९। ५ । १४, १६ ) 

“अहो | आज मैंने अनन्त भगवानके दासोंकी महिमा 
देख ली । महाराज अम्बरीष | आप वस्तुतः साधु पुरुष 
हैं । मैं आपके निकट अपराधी था, फिर मी आपने मेरे 
कल्याणके लिये चेष्टा की । जिनका नाम सुनते ही 
निष्पाप हो जाता है, जिनके चरणोंमे सारे तीर्थ स्थित 
भगवानूके दासोंके लिये प्रात करने योग्य क्या 
दै ! अर्थात्‌ वे ही सूम सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ हैं | 


मनुष्य 
हैं, उन 
रह जाता 





% विशुद्ध प्रेममयी मानवता + i 











विशुद्द प्रेममयी मानवता 


( लेखक--श्रीय्युत मा० स० गोळवळकर, सरसङ्घसंचालक रा? स्व० संघ ) 


आजकळके विज्ञान-युगमें एथ्वीके सभी देश एक दूसरे- 
से अधिक निकट सम्वन्धोसे जुड़ने लगे हैं । गमनागमनके साधनों- 
में नव-नवीन संशोधनोंके कारण अधिकाधिक बेगवान्‌ यान 
उपलब्ध हो रहे हैं । एक छोरसे दूसरे छोरतक जाना सुगम हो 
गया है । अल्प समयमे एथ्वीकी परिक्रमा करके किसी भी देशमें 
रहनेवाले बन्धुओसे मिळने-जुलनेमे कठिनाई नहीं रही । 
पूर्वकालमें ऐसे साधनोंके अभावमें एक-एक भूखण्डके लोग अपनी 
छोटी-सी सीमामें निवास करनेवालोसे ही सम्बन्धित रहते थे | 
कितनी भिन्नतासे भरी रहन-सहन?भाघा-बोछी, आचार-विचार- 
व्यवहार, गुण-अवगुण; उन्नत-अवनतावस्था प्रथ्वीपर रहने- 
वाले मानवोंमें व्यक्त होती दै--इसका ठीक-ठीक ज्ञान भी सम्भव- 
तः न था । एक दूसरेपर इन भिन्न मानवसमूहोंका प्रभाव 
भी नहींके बराबर ही होता था क्कचित्‌ निकटवर्ती भिन्न प्रकृति- 
वाले लोगोंके साथ जत्रु-मित्रादि सम्बन्ध आते अवश्य थे, किंतु 
विचार-संस्कारादिका आदान-प्रदान तुरंत होना कठिन था | 
अतः मानवोके अनेक समूह अपने-अपने क्षेत्रमै अपने भिन्न 
भिन्न विचार-भावनाओंका विकास करके अपने-अपने वेशिष्ट्यसे 
रहते हुए दिखायी देते थे | इसी परस्पर सम्बन्धरहित स्व- 
वैशिष्टययुक्त जीवनके विकासके फलस्वरूप एक-एक क्षेत्रमै जो 
मानवसमूहका जीवन प्रस्थापित हुआ, वहीं आगे चलकर 
राजनीतिक सम्बन्धोंके कारण राष्ट्रके नामसे परिचित होने लगा । 
आज प्रथ्वीके अनेक देशोमें इस प्रकार अपनी विदिष्टतासे 
जीवन व्यतीत करनेवाले, अपनी विशिष्ट चेतनासे युक्त तथा 
अपनी विशिष्ट गुणयुक्त चेतनामे अभिमान करनेवाले राष्ट्र 
दृष्टिगोचर होते हैं | यह हो सकता है कि इनमैसे अनेक राष्ट्री- 
को अपनी चेतना, विशिष्ट राष्ट्रियताका यथार्थ परिचय न हो 
और वे केवल अपने भिन्न भूभाग, ऐहिक जीवनके सुख-दुःख 
शत्रुमित्र तथा बाह्य रहन-सहन, मनोविनोदके साधन एवं 
भाब इत्यादि स्थूल बातोंका ही अभिमान घारणकर उसीमे 
अपने राष्ट्रत्वका सार-सर्वख मानकर चलते हौँ किंठु भिन्न 
स्वभाव) भिन्न प्रकृति एवं उन्हें अज्ञात ऐसी भिन्न चेतना उन- 
मै अभिव्यक्त होती ही है । 

भिन्न-भिन्न जीवनप्रणाली तथा उसका अभिमान एक 
मर्यादातक ठीक है । आवश्यक भी है; यह भी कहा जा 
सकता है । परंतु जब यह अभिमान ऐकान्तिक हो जाता 


है और इससे जब अन्य सव मानवसमूर्होको क्षुद्रताकी-अब- 
हेलनाकी दृष्टिसे देखनेका अवगुण उद्मन्न हो जाता है, तब 
अपनी ही पद्धतिको सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे सारी पृथ्वीके मानर्वोपर 
थोपना तथा इस हेतु अन्य राष्ट्रीकी चेतनाको नष्ट करना, उन- 
पर भौतिक आधिपत्य प्रतिष्ठापितकर स्वयं एथ्वीका स्वामी बनने- 
की कामना करना--ऐसे संघर्षोत्पादक अनिष्ट भावोंको वह 
जन्म देता है । पृथ्वीका गत इतिहास) जितना भी ज्ञात है 
इसी प्रकार निर्माण हुए संघर्षोका ही वर्णन करता है | इससे 
असंख्य मानर्वोका संहार हुआ है । बनी-बनायी सभ्यताका 
नाश हुआ है । कितने ही सुन्दर वेशिष्टय नष्ट हो 
चुके हैं | कला, तत्त्वज्ञान, साहित्य विनाशको प्राप्त हो चुके हैं। 

परंतु मानवमें जैसे स्वार्थ, दुरमिमान, हिंखता आदि 
दुर्गुण हैं, वैसे ही उसमें दिव्यत्व, विशाल . अन्तःकरण) सर्व- 
व्यापी प्रेम आदि पुनीत भावनाएँ भी हैं | समय-समयपर 
मानवको विनाशकी ओर ढकेलनेवाले अतिरिक्त संकुचित 
राष्ट्रामिमानके स्थानपर स्थायी बन्धुत्वकी प्रतिष्ठा करनेके 
श्रेष्ठ भावोंके भी प्रकट होनेके प्रसङ्ग इतिहासमै हैं । प्राचीन 
कालमै “जगत्‌का पिता एवं स्वामी एक ईश्वर है ओर सब 
उसकी संतान हैं?---इस विश्वासको आधार बनाकर मानवोमें 
बन्धुत्व स्थापन करनेकी कामनासे कई पंथ प्रुत हुए । 
पिछले दो सहस्त वर्षमै इस प्रकारके महस्वपूर्ण दो पंथ-- 
ईसाईपंथ तथा इस्लाम जगत्के बड़े क्षेत्रपर फेल भी गये । 
किंतु केवल ईश्वरके पितृत्व तथा तदनुसार मानर्वोका बन्धुत्वके 
विचार कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो; मानवोंकी स्वाभाविक 
दीखनेवाली सीमित राष्ट्राभिमानकी भावनाको वे जीत नहीं 
सके | इतना ही नहीं, राष्ट्रामिमानकी अत्यधिक) अमर्याद तथा 
संकीर्ण दुर्भावनाके साथ अपने विशिष्ट पंथका दुरभिमान निर्माण 
करनेमें ही उनका पर्यवसान हो गया और ये “धर्म? कहलाने- 
वाले “पंथ? उनमेंसे उत्पन्न हो गये तथा ये उपपंथ स्वयं 
ही मानव-संहारके साधन एबं प्रेरक बन गये । “जगत्साम्राज्य 
किसी पंथविशेषका ही हो, अन्य सब पंथ- मार्ग नष्ट हो 
जाये? इत्यादि राष्ट्रकी भौतिक जीवनसम्बन्धी दुर्भावनाओंका 
इनमें प्रादुर्भाव हो गया तथा ये पंथ राष्ट्रकी दुर्मावनाओंसे 
युक्त होकर मानवोके अति भयानक शत्रु बन गये | यह भी 
इतिहास है | जानकार इसे जानते हैं । 





१७२ 





इस प्रकार अतिरेकी राष्ट्रवाद तथा असहिष्णु पंथवादसे 
पीडित मानवताका अपने अन्तःकरणको सुप्तसी प्रेममयी 
विशालताका स्मरण करके, उसकी पुकार सुननेके लिये, उस 
प्रेममयो; विशाळ, बन्घुत्वपूर्ण मानव-जीवनकी चिरजीवी 
स्थापनाके लिये तड़प उठना स्वाभाविक है | एवं मनीषी 
मानवोंके लिये इस प्रकारकी विशालताको चिरस्थायी बनानेवाले 
सुस्थिर आधारकी खोज भी खाभाविक है | 


घर्म, ईश्वर आदि भाव भी संघर्षके हेतु बने, राष्ट्रदुरमिमान 
तो पहलेसे था ही । यह देखकर सामान्य जर्नोको, जिन्होंने 
जगतूको वास्तविक एकताका साक्षात्कार नहीं किया है तथा 
जो इस लोकको ही सर्वस्व मानते हैं, स्वाभाविक ही तुरंत 
यही विचार सूझता है कि “धर्म, ईश्वर, राष्ट्र आदि भावोंको 
जीवनसे हटाकर सम्पूर्ण जगत्‌ तथा मानवोके बीच आर्थिक 
समानताके आधारपर तथा अधिकारोंकी संतुलित समानताका 
आग्रह करके संघर्षविहीन जीवनका निर्माण करना चाहिये ।' 
गत तीन गताब्दियोमै राष्ट्रके स्थानविशिष्ट भावके निर्माणके साथ 
ही एक बड़ा परिवर्तन प्रारम्भ हो चुका था, जो औद्योगिक 
क्रान्तिके नामसे परिचित है | भौतिक शास्रोंकी अनपेक्षित 
असामान्य प्रगतिके कारण मानवको अपनी शक्तिके ऊपर 
इतना अधिक विश्वास होने लगा है कि जगतूके संचालक 
ईश्वर तथा तद॒धिष्ठित धर्म अज्ञानी लोगोंकी कल्पनामात्र है - 
यह कहनेमें भी नहीं सकुचाता। वस्तुतः विज्ञानसे वह इतना 
ही सीख सकता था | अत; धर्म, ईश्वर आदिको छोड़कर 
विज्ञानके बलसे प्रकृतिपर विजय प्राप्त करके मैं जगत्‌का 
संचालन कर लँगा--इस प्रकार साहसपूर्ण कार्य करनेको उद्यत 
होना उसके लिये अस्वाभाविक नहीं है | 


इस विज्ञानका एक और परिणाम यह हुआ कि उत्पादन- 
के साधनोंकी क्षमता कल्पनातीत बढ़ गयी | कुछ छोगोंके 
हार्थोमे इन साधनोंके द्वारा धन पुञ्जीभूत हो गया । इससे 
मनुष्य-जीवनमें धनी-निर्धन, पूँजीपति-अमिक--ऐसे नवीन 
भेदोंका निर्माण होकर वे अधिकाधिक स्पष्ट होने लगे । 
जीवनके भौतिक सु्खोके स्तरमै भी अत्यधिक मिन्नताका अनुभव 
होने लगा? इससे ईर््या-देष आदि विप्लवकारी मार्वोका जन्म 
होने लगा । एक दूसरेके सुखमें सुखी होना अपने जीबनसे संतोष 
इत्यादि गुण धर्मे बिश्वासके फल थे । विद्ञानके द्वारा धर्मको 
पदच्युत करनेका प्रयास होते ही ये गुण डस होकर असहिष्णुताकी 
अनुभूति बढ्ने लगी । उत्पादनकी बृद्धिके साथ उसका 
वितरण करनेकी सुगमताकी परासि दोनेके लिये राष्ट्रके रूपें कुछ 


% मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका +: 


समूहोंने साम्राज्य विस्तारकर विज्ञानम अप्रगत अन्यान्य 
लोगोंका उत्पीडन-शोषण आरम्भ किया । पीड़ित जन-समूहोमै 
अपने उत्पीडक राष्ट्रोंके प्रति विद्वेघाग्निका धधक उठना अपरिहार्य 
था | इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रभावके साम्राज्यवादी 
बननेका कारण केन्द्रीभूत धनकी--पूँजीकी बृद्धिकी कामना 
ही दिखायी दी । अतः “इस पूँजीवादको नष्ट करना, धर्मका 
मी अपने उपकरणके रूपमै उपयोग करनेवाले, इस पूँजीवाद- 
पर आधारित राष्ट्रको समाप्त कर, जगत्में एक आर्थिक 
समानतापर अधिष्ठित अधिसत्ता उत्पन्न करना ही मानवता- 
की प्रतिष्ठाके लिये एकमात्र मार्ग है--यह विश्वास अनेक 
मनीप्रियोके अन्तःकरणमें इढ्‌ हो गया | आधुनिक कालका 
जागतिक समाजवाद या साम्यवाद इसी विश्वासका परिणाम है । 

किंतु अथ-व्यवस्थाके परिवर्तनमात्रसे मानवके सहस्रो वर्षोंके 
सवभाव नहीं बदलते | यद्यपि आर्थिक समानताका प्रचार 
किया जाता है एवं बेसी ही शिक्षा भी दी जाती है, बाल्यकालसे ही 
विज्ञान तथा अर्थप्रधान साम्यवादके ही संस्कार कर अन्य सब 
प्रकारके विचार-संस्कारोके प्रति घृणा निर्माण करनेका आयोजन 
भी किया जाता है, तथापि इन सबके परे अन्तस्तलमें इसी घुणाके 
शिक्षा-संस्कारोसे परिपुष्ट होनेवाले सत्ता-साम्राज्य आदिके 
स्वार्थ; वैयक्तिक अधिकार-मद आदि मानव-संघर्षके हेतु अन्य 
रूप धारणकर प्रकट होते ही रहते है । आज रूस आदि ' 
देशोम इस बातके प्रमाणोंकी कमी नहीं | आर्थिक समानताकी 
घोषणा खयं ही एक ऐसी साम्राज्यवादी प्रेरणा बनी हुई दीख 
रही है । कुछ कालके उपरान्त उसका यथार्थ विनाशकारी 
स्वरूप प्रकट होनेवाला है ही | आजसे पहले ही वह असंख्य 
मानवोके विनाशका कारण बन चुका है | यों असंख्य मानवों- 
के विनाशपर उर्वरित मानर्वोको सुख देनेका दावा अवस्य ही 
चमत्कारपू्ण है । उसपर यह विश्वास करना कि वह कभी पूर्ण 
मानवताकी प्रतिष्ठा तथा बन्धुभाव; प्रेम, विश्वास आदिका 
निर्माण कर सकेगा, भोळे-भाळे लोगोंके अथवा वर्तमानम 
किसी विषम जीबनसे व्यथित होकर किसी भी प्रकार किसीके भी 
आघारपर उस जीवनसे छुटकारा पानेक्रे लिये लालायित अदूर 
दर्शी मनुष्योंके ल्यि ही ऐसा समझना सम्भव है । 


इस अवस्थामें, विज्ञानसे एक दूसरेके निकट आये हुए 
मानवको उसी विज्ञानके बल्पर अधिक सुगमतासे एक 
दूसरेका विनाश करनेमें समर्थ देखकर शुद्ध-स्नेहरमय मानवता- 
का खप्न देखनेवालोंके अन्तःकरणका विदीर्ण होना अनिबार्य 
है । इस विषम अवस्थासे निकळनेका मार्ग हूँडना ही चाहिये । 





* विशुद्ध प्रेममयी मानवता * 


आज जो सर्वनाशकारी शस्त्रास्त्रके निर्माणकी स्पर्धा चल रही है, 
उससे वैज्ञानिक भी चिन्तित हो उठे हैं और ये विज्ञानके 
अनुसंधान--प्रकृतिकी शक्तिका उपयोग करनेका यह ज्ञान 
विनाशके लिये नहीं; अपितु उन्नतिके लिये उपयुक्त हो एवं 
मानव एक कुटुम्बके रूपमै रहकर परस्पर सहकारी बनें-ऐसी 
उत्कट इच्छा जगतूके मनीप्रियांके अन्तःकरणमें प्रकट होकर 
क्रमशः बल पकड़ रही है । मार्गकी खोज चल रही है । 


इस परिस्थितिमें कुछ बातें स्मरण रखना लाभदायक 
होगा । सम्पूर्ण मानवजातिका एक कुट॒म्बके रूपमै स्थित होना 
असम्भव नहीं है; किंतु इसमें कोई यदि यह सोचे कि भीतर-बाहर 
सब समान हो जावँगे तो यह सोचना ठीक नहीं है और 
न ऐसी निर्जीव समानता मानवके सुखका निर्माण ही कर 
सकती है । जबतक सृष्टि है, तबतक विविधता रहेगी ही । 
विभिन्न स्थानोंके समूह अपने स्थानवैरिष्ट्य तथा परम्परा- 
बैशिष्टसे युक्त रहेंगे ही । इन सब वेशिष्टथोसे युक्त इन राष्ट्र 
जीवन भोगनेवाले समूहाँके वेशिष्टथकी नष्टकर उन्हें एक 
ही ढाँचेमै ढालनेकी चेष्टा करना जगतूकी सुन्दरता, सुख 
आदिको नष्ट करना है । वेशिष्ट्य नष्ट होनेसे उन समूहोंकी 
जीवनविषयक अन्तःस्फूति ही नष्ट हो जायगी | इस प्रकारका 
मृतप्राय मानव पशुभावसे केवल शारीर कर्म तथा सुखोप- 
भोग आदिमें ही संतुष्ट होगा तथा इसके फलस्वरूप उसके 
भीषण अधःपतनकी सम्भावना होगी । अतः आवश्यक है 
कि राष्ट्रीका विनाश न करके उन्हें अपने-अपने श्रेष्ठ वेिष्ट्योसे 
युक्त जीवन-विकास करने दिया जाय | उस विकासमें सब 
राष्ट्र परस्पर सहकारी बनें) अनिष्ट विशेषताओंकी परस्पर 
सहकार्यसे दृढ़तापूर्वक हटा देंश ऐहिक जीवनकी प्राथमिक 
आवश्यकताओंकी पूर्तिके हेठ सब राष्ट्र एक दूसरेका भरण- 
पोषण करनेमें सहायक हौं | वैज्ञानिक प्रगतिके अभिमानसे 
अत्यधिक भोग-सामग्रीका निर्माण न करते हुए; सम्पूर्ण जगत्‌को 
आवश्यक वस्तुएँ मिलती रहैं---इसके लिये सब राष्ट्र आपसमें 
मिलकर उन वस्तुओंके निर्माण-कार्यका बँटवारा कर ले तथा 
अधिक वस्तुओंसे उत्पन्न हो सकनेवाले संघर्षोको समास कर 
दें । सम्पूर्ण जगतूर्म एक दूसरेकी विशिष्टताका पर्यात्र ज्ञान 
तथा तत्सम्बन्धी आद्रका निर्माण हो और इस प्रकारकी 
व्यवस्थासे परस्पर स्नेहपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण परस्परपूरक राष्ट्रका 
एक महान्‌ कुट॒म्ब स्थापित करनेका प्रयत्न किया जाय 
और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सब्र लोग इस “एक कुटुम्ब” 
भावनाको यथार्थ आघार समझकर चले । 


१७३ 





जिन महानुभावौने जगत्‌की एकताके स्वप्न साकार 
करनेके हेतु विचार किये हैं, सिद्धान्त खोज निकाले हैं; 
उनमैसे अपने भारतके ऋषि) मुनि, संत आदिके तत््वज्ञान 
एवं जीवन-दर्शनकी ओर जगतूके अन्य भौतिकतामें प्रगत 
मानवोका ध्यान अभी पर्याप्तरूपमें नहीं गया है । वास्तवमे 
यह तत्त्वज्ञान ही; अद्वैत ही, एक ही सञ्चिदानन्द सर्वत्र 
व्यास है--मेददृष्टि, द्वैतदृष्टि सर्वथा मिथ्या है---इसकी अनुभूति 
ही मानवके व्यावहारिक जीवनमै मानवता; बन्धुता आदि 
शब्दोसे परिलक्षित विशाल जीवनको प्रतिष्ठित करनेकी क्षमता 
एवं पात्रता निर्माण कर सकती है । विविधतामे एकताका 
साक्षात्‌ दर्शन इसी तत्त्वज्ञानमें रमनेपर हो सकता हव 
आजका विज्ञान भी इसी तत्त्वज्ञानकी नितान्त सत्यताकी ओर 
संकेत करने लगा है तथा बढ्ने लगा है । इस तत्त्वज्ञानकी 
उपासना होना तथा इस ज्ञानको ही जीवनका आधार बनाकर 
चलना शान्ति-सुखपूर्ण बन्धुभावसे भी दृढ ऐकात्म्यपूर्ण 
मानवताकी चिरजीवी स्थितिके लिये अनिवार्यरूपसे आवश्यक है । 

परंतु कुछ लोग यह कह सकते हैं कि “यह तत्त्वज्ञान तो 
पुराने समयसे विद्यमान दै, भारत तो इसपर अभिमान 
करता रहा है; परंतु न तो भारतमै, न अन्यत्र ही जगतूम कहीं 
इसका प्रभाव दिखायी देता है |” किसी अंदामे यह शङ्का 
टीक ही है| परंतु यदि हम सोचेंगे तो दिखायी देगा किज्ञान तो 
दिक्कालातीत सत्य था और सत्य ही है; किंतु उसका अनुभव 
करके तदनुसार व्यक्ति तथा समाजके जीवनकी रचना करने- 
की उत्सुकता जनमतमें उतनी नहीं रही, जितनी रहनी 
चाहिये । इस ज्ञानके आधारपर जीवन-स्चना करनेका विशाल 
समाजव्यापी प्रयोग यथार्थरूपभे कमी हुआ ही नहीँ । कहीं 
किसी अंशमें उसका प्रयोगाभास जब-जब हुआ, तब-तब उस 
आमासमात्रसे भी मानवमें परस्पर स्नेह, विश्वासः आत्मीयता, 
सहकार्य आदि गुण प्रकट हुए तथा समाज उत्कर्षको प्राप्त 
हुआ । अपने भारतके इतिह्दासमे ऐसे अनेक उदाहरण 
मिलेंगे । परंतु पूर्णरूपेण यह. प्रयोग हुआ नहीं । इसी हेतु 
श्रीव्यासमहर्षिको कहना पड़ा कि “धर्मको आधार बनाओ) 
उसीसे ऐहिक जीवनका उत्कर्ष एवं सबंसुखोपमोग प्राप्त 
होंगे । ऐसे धर्मकी उपासना क्यों नहीं करते ! अरे, मैं हाथ 
उठाकर पुकारकर यह कह रहा हूँ; पर मेरी कोई सुनता 
ही नहीँ ।? 

आज विज्ञानके द्वारा इस तत्त्वज्ञानकी पुष्टि होने लगी है । 
विज्ञानने अपनी अपूर्णता भी विनाशकारी बनकर सिद्ध कर्‌ 





१७४ 
त्य 0 जतन त ANN 


दी है | अब इस क्त जवल य्यम के आधारपर विज्ञानका उपयोग 
करते हुए “एक ही सत्तत्त् जगत्रूप बनकर आविष्कृत 
हुआ है? इसकी अनुभूति प्राप्त करनेके लिये अनुभूत मार्गौका 
अवलम्बन करना चाहिये । इस ज्ञानके आधारपर मानव- 
समाजकी वैज्ञानिक शास्त्रशुद्ध रचना--धर्मनिर्दिष चतुर्वर्गात्मक 
रचना करनी चाहिये तथा समष्टिरूप परमात्माका मानवजाति एक 
स्वरूप है; प्रत्येक व्यक्ति- सूक्ष्म तथा समान गुण-कर्मयुक्त 
व्यक्ति) समूह, स्थल उस विराट्‌ देहके अवयव हैं--इस 
सिद्धान्तको व्यवहारमे लाकर सबका समन्वय करना आवश्यक 
है । इसीसे चिरसुख, असीम शान्ति तथा “वसुधैव कुटुस्बकमः 
का यथार्थ अनुभव करानेवाले शानयुक्त, शील-चारित्ययुक्त; 
धर्मनियन्त्रित, परस्पर विश्वास तथा सहकार्यसम्पन्न मानव- 
समाजका निर्माण होगा और उससे सुखकी चरम सीमा प्राप्त 
हो सकेगी | आजके अधिकार-विष्रयक॒ तथा स्वार्थ-विषयक 


* मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमाथका # 


सारे संघर्ष---आर्थिक, राजकीय) धर्ममताधिष्ठित या इसी प्रकारके 
अन्य किसी भी स्वार्थके कारण उत्पन्न होनेवाले सम्पूर्ण 
संघर्ष सदाके लिये शान्त हो जायँगे और स्वकर्तव्यका 
योग्य परिचय तथा परिपालन होकर सर्वत्र प्रेममय मानव--- 
परमात्माके अंशभूत होनेक्रे कारण अति विशुद्ध प्रेममय 
मानवका उन्नत जीवन प्रतिष्ठित हो सकेगा । 

सर्वजगद्व्यापी) अन्तर्यामी जगच्चालक सचिदानन्द्‌ 
श्रीपरमात्मा अपनी धर्म-रक्षणकी प्रतिज्ञाका स्मरण कर इस ज्ञान- 
रूप जीवनके आधारकी प्रतिष्ठापना करनेकी शक्तिके रूपमै 
अभिव्यक्त होकर जगतूर्मे अपना आनन्द भरें; मानव उस 
आनन्दे अन्तर्वाह्य सुस्नात हो और प्रत्येक मानवको सम्पूर्ण 
जगत्‌ ही सचिदानन्दरूपमै दिखायी दे | यही इच्छा श्रीमगव- 
चरणोमे निवेदन कर यह अस्प-सा- अल्प मतिद्वारा व्यक्त 
किया हुआ प्रबन्ध पूर्ण करता हूँ । 


ज — 


मानव-जीवनका चरम और परम लक्ष्य तथा सुफल 


(लेखक श्रीयुत स० लक्ष्मीनरसिंह शाल्ली ) 


मानव-जातिके इतिहासमें बड़ी कठिन परीक्षाका समय 
उपस्थित है | ऐसा समय इससे पहले नहीं देखा गया | 
अब यह प्रश्न उपस्थित है कि क्या मानव-जाति पूर्ण विध्वंसको 
प्राप्त होकर विनष्ट हो जायगी और उसके इस विनिपातके 
साथ उसके वे सब महान्‌ मूल्य और आदर्श नष्ट हो जायेगे, 
जिन्हें आजतक उसने अपने नेत्रोके सामने रखा, अथवा 
वह यहींसे फिरकर किसी श्रेष्ठ और महान्‌ भवितव्यताकी ओर 
अग्रसर होगी । कोई भी इस प्रश्नका उत्तर आज नहीं दे 
सकता । मानवजाति आज एक करारपर खड़ी है । यहाँसे 
वह महाविनाशके भयानक गर्तमें कूद पढ्नेको तैयार है। 
इस गर्तके कराल गालमे गिरकर मानवजाति अपनी सारी 
मानवताके साथ प्रलयमै लीन होना चाहती है, महा- 
बिनाश--महामत्युके मौनमें मिट जाना चाहती है । क्या 
अकस्मात्‌ कोई ऐसी दैवी घटना हो सकती है जो इस 
बिनिपातसे उसे बचा ले अथवा जो होना है, अपरिहार्य है; 
वही होकर रहेगा ! 

शेक्सपियरने मनुष्यको सामिमान “इस मिट्टीका सत? 
कहा है | मनुष्य प्रकृतिकी वह संतति है, जो उसकी सबसे 
बड़ी समस्या है । इसमें एक असाधारण आश्वासन है, ऐसा 
आश्वासन जो उसे नरसे नारायण बना सकता है। मानव- 


जाति कितनी भी बिगड़ी हुई हाळतमें हो, पुराकालमै इसने 
ऐसे महापुरुष उत्पन्न किये हैं, जिनकी आध्यात्मिक गौरव- 
गरिमा आज इस युद्ध-विद्ध जगतृपर भी अपनी ज्योत्स्ना छिटका 
रही है; परंतु इन्हें हम असामान्य विशेष कह सकते हैं 
सामान्यमै जिनकी कोई गणना नहीं | सामान्यतः तो मानव- 
जातिने अपने भयंकर कुक्कत्यौसे मानव-हित-साधकको 
निराश किया है और मानव-जातिके शत्रुओंके हृदय 
आहादित किये हैं | कभी-कभी हिंख पशु भी मनुष्यसे 
अधिक सौम्य प्रतीत होते हैं, यद्यपि मनुष्य अपने आपको 
सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ पाणी कहा करता है | “जंगलका विधान? 
जिसे कहते हैं बह भी अधिक सुव्यवस्थित, अधिक सौम्य और 
अधिक सावधान विधान है; 


र है; उससे सुष्टिके निम्नस्त॒रीग 
जीवः एक संतुलन बना रहता है | पश्च अपनी सहज 


पश्जुबुद्धिसे अपने का पालन करते रहते हैं | 
पर मनुष्यमें तर्कबुद्धि है | यह उसका महत्तम आभूषण 
और गम्मीरतम अभिशाप है । वह इसके बलपर उन सब 


सामाजिक, नेतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विधानोंको 
तिरस्कृत कर देता है, जिन्हें वह अपने लिये स्थिर किये 


इए रहता है | उसका नैतिक विधान मानो पालनसे 
अधिक उल्लङ्घनके लिये ही होता है। वाक्झूरताके साथ 


A 


> 
% मानव-जीवनका चरम आर परम लक्ष्य तथा सुफळ # 





आवेशयुक्त भाषण करते हुए वह बड़े-बड़े, ऊँचे आदर्शाकी 
बात करता है; पर व्यवहार करता है ऐसे ढंगसे कि जिसकी 
उसके भाबणके साथ कोई संगति नहीं | यह देखकर यही 
कहनेको जी चाहता है कि “असंगति | तेरा ही नाम 
मानव है |! 


प्रकृतिके समस्त उत्पातोंकी अपेक्षा मनुष्यक्कत कारणोंसे 
ही जगतूके प्राणियोंका अधिक संहार हुआ है, अधिक विनाश 
हुआ है और उनपर अधिक आपदाएँ आयी हें । कौरवोंने 
पाण्डवॉसे युद्ध किया अथवा यूनानियोंने युद्धमें ट्रोजनोंको 
मार भगाया, तबसे हनीवल, सीजर, अटिला; तैमूरलंग; 
नेपोलियन; हिटलर और स्टालिन-जैसे प्रसिद्ध सेनानियोंके 
रूपमें मानवी आपदाएँ बराबर आती ही रही हैं; पर ये 
आपदाएँ भी आजकी प्रभुत्वोन्मत्त राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताऔं- 
के सामने नगण्य-सी लगती हैं | उन सेनानियोंने अधिक-से 
अधिक जगतूका बहुत छोटा-सा ही हिस्सा उजाड़ा है | पर ये 
आधुनिक आदशंगत विचारधाराओंके बुद्धि-वेमवशाली 
प्रसारक अपने दानवीय आदशौंकी बलिवेदीपर अपनी रक्त- 
सनी बलिके रूपमै सारे संसारका और शायद उससे भी 
कुछ अधिकका बलिदान किया चाहते हैं | वर्तमान शताब्दीके 
गत पूर्वार्द्धम दो भीषण महायुद्ध हो चुक्रे हैं| बर्लिन और 
हिरोशिमा-जैसे सघन बस्तियोंके दो महानगर उसमें मिट 
गये और अब इस क्षण क्षितिजपर युद्धकी घटाएँ घिरती 
नजर आ रही हैं । माळूम होता है, कोई ऐसा तूफान उठेगा 
जो सारे संसारको, उसके समस्त नूतन संहारक यन्त्रोके साथ 
अपने अङ्कमै उड़ा ले जायगा और झोंक देगा किसी महान्‌ 
अग्निप्रलयमे । पर इन युद्ध-व्यवसायियोंकी इस भीषण 
निष्ठुरतासे भी अधिक आश्चर्यजनक इनकी पाखण्डभरी बातें 
हैं | ये बड़े ऊँचे आदर्श अपने वतलाते हैं और धयुद्धान्तके 
लिये युद्ध! और “गान्तियुक्त सह-अस्तित्वकी दिशामे” के 
मोहक नारे लगाते हैं | “युद्धसे युद्धका अन्त? करनेकी बात स्पष्ट 
ही असम्भवको सम्भव बताना है, एक प्रकारका छल है। 
इसी प्रकार एक दूसरेके गले काटकर शान्तियुक्त सह-अस्तित्व 
स्थापित करनेकी बात भी एक व्यर्थका प्रलाप है । दुर्भाग्य 
है जो ऐसी कोरी बातोंमें बहुत-से लोग आ जाते हैं और 
इनकी सार्थकता और सचाईमें विश्वास करने लगते हैं। 
प्रत्येक युद्धका परिणाम बहुत व्यापक होता है । धनसंहार, 
सम्पत्तिनाश, आपद्‌ःविपद्‌) दुभिक्षादि युद्धके तत्काळ होने- 
वाले परिणाम तो हैं ही; मानव-मनपर भी इसका परिणाम 


१७५ 








बहुत बुरा होता दै । मनुष्य इससे हृद्रहीन पञ्च) देबस्वाप- 
हारी, विवेक्ररहित निष्ठुर यन्त्र-सा प्राणी बन जाता है यह फिर 
सभी उच्च नेतिक और आध्यात्मिक विचारोंको तुच्छ समझने 
लगता और अपने कमीने भौतिक खार्थौके साधनमें कोई 
बात उठा नहीं रखता । तब इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात 
है कि कुछ प्राचीन धर्म-सम्प्रदाथोंने मनुष्यसे निराश होकर 
उसे पापी माना और देव-दानबोंके शतरंजका प्यादा 
कहा है । 

आज मनुष्यको इस पृथ्वीका प्रमुख भी कम 
जैंचता है । उसकी लोमदृष्टि पड़ी है इस प्रृथ्वीके परें 
विशाल आकाशपर ओर वह इसे जीतने तथा ग्रहोपग्रहोपर 
भी अपना साम्राज्य स्थापित करनेके लिये प्रचण्ड प्रयत्नोंमे लगा 
है । मनुष्यकी इच्छा और लोभका कितना विस्तार हो सकता 
है । इसकी सचमुच ही कोई सीमा नहीं है। एक 
वस्तु हाथमै आयी तो उससे दूसरी चीजके लिये 
भूख बढ़ती है । जीतक्री यह सर्वग्रासी भूख प्रत्येक 
ग्रासके साथ मानो अधिकाधिक भयानक होती जा रही है । 
मान लें कि हमने सारा विश्व जीत लिया, उसपर अपना प्रभुत्व 
स्थापित हो गया; पर इससे क्या हुआ ! क्या इससे मानवकी 
सुख-लालसा पूरी हो जायगी १ तब क्या वह प्रभुत्व पानेका 
यह डन्मादभरा प्रयत्न करना छोड़ देगा ? क्या मनुष्यको 
अपने जीवनका सारतच्व तत्र मिल जायगा १ क्या तब उसे 
वह परम आनन्द और अक्षय शान्ति मिल जायगी जो 
इस मर्त्यजीवनके सव दुःखोंका अन्त करनेवाली है १ नहीं) 
कदापि नहीं । 

प्राष्तश्वारः पक्षिवत्‌ खे ततः किम्‌? 


भूपेन्द्रत्वं प्राप्तस्ु्यां ततः किम्‌? 
देवेन्द्रं सम्भ्टुं वा ततः किम्‌? 


सुण्डीन्द्रत्व॑ चोपलब्धं ततः किम्‌ ? 

येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत्‌ ॥ 
( श्रीशंकराचार्यक्वत अनात्मश्रीविरहणम्‌ १०, १२ ) 
तब वह कौन-सा प्रमाद है, जो मनुष्य-जातिके द्वारा आज 
हो रहा है | अधिकाधिक स्वतन्त्र होनेका मार्ग ढूँढ़ना तो कोई 
प्रमाद नहीं हो सकता; कारण स्वतन्त्र होना, मुक्त होना; 
सर्ववन्धविनिर्भुक्त होना उसका स्वभाव ही है । पर जिस 
कारणसे मानव-जाति अभिशप्त हुई है वह कारण यही है कि 
उसके प्रय्षांकी दिशा गलत है; उन प्रयत्नोंके साध्य उसने 








जो निश्चित किये, वे ही गलत हैं | यह कहना कुछ विरोधा- 
भास-सा लगेगा; पर सच्ची बात यही है कि मनुष्यने इस 
भौतिक जगतूपर जो-जो विजय पायी) उस प्रत्येक विजयसे वह 
प्रकृतिके दासत्ब-बन्धनमै बैंधता गया है | प्रकृतिके अनन्त 
रहस्योमेसे जिस किसी रहस्यका मनुष्य उद्घाटन करता है, वही 
उसके लिये एक प्रलोमनका फंदा बन जाता है और उससे प्रकृति 
मनुष्यको छुभाकर उसके द्वारा अपने काम कराती है । मनुष्य 
तो यह मान लेता है कि हमने प्रकृतिके रहस्य जान लिये, पर 
यथार्थमै वह उसी प्रकृतिका अधिकाधिक दृढ़ताके साथ दास 
बनता जाता है | प्रकृति इस प्रकार उसे गले लगाकर, अपनी 
बाँ्रोमै दबाकर पीस डालती और उसे आत्महननकी गति 
प्रदान करती है । जैसे कोई पद्म जालमे फँसनेपर उससे बाहर 
निकलनेके लिये जितना ही प्रयत्न करता है; उतना ही वह 
फँसता जाता है; वैसे ही मनुष्य भी प्रकृतिको अपने वदामें 
करनेके प्रयासमें पद-पदपर उसका दास ही बनता जाता है | 


तब मनुष्यके उद्धारका क्या कोई उपाय नहीं है ! क्या 
मनुष्य जन्मतः पापी है और विनाशको प्राप्त होनेके लिये ही 
जन्मा है १ नहीं, ऐसा नहीं है । मानव-जातिपर इस समय 
आध्यात्मिक ग्रहणकी एक प्रगाढ छाया पड़ी हुई है । मनुष्य 
यदि अधःपतनकी इस तीव्र गतिसे अपने-आपको रोक 
छे, ठहर जाय और पीछे फिरकर देखे, स्थिर-शान्त होकर 
विचारे कि अबतककी उसकी इस चालसे क्या बिगडा, 
क्या बना; तो अत्र भी उसके लिये आशा है । जिस क्षण 
मानब-जाति सारे बिश्वपर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेकी इस 
उन्मादपूर्ण होड़से विरत होगी, उसी क्षण मानव-जीबनका 
चरम लक्ष्य उसकी दृष्टिके सामने आ जायगा । 


वह कौन-सी वस्तु है, जो मनुष्यको इस भौतिक प्रगतिकी 
ओर प्रेरितकर उसके पीछे उसे पागल बना देती है ? वह 
तत्त्व है मुक्ति और परमानन्द पानेकी उसकी सहज उत्कण्ठा। 
पर यह मुक्ति और यह परमानन्द, जिनके लिये वह इतना 
उत्कण्ठित है? उसीके अंदर हैं । पर अपने स्वरूपके 
सम्बन्धमै किसी अनिर्वचनीय अज्ञानके कारण वह यह समझता 
है कि मोक्ष और आनन्द बाह्य जगतूके पदार्थमि हैं । अतः 
सुदृढ उत्साहके साथ वह इन्हींके पीछे पड़ जाता है | पर बदलेगे 
पाता है केवल दासत्व और दुःख । पर फिर यही प्रश्न होता 
हे क्रि वह जिसे चिरस्थायी सुख समझता है, उसे पानेके लिये 
इन क्षणस्थायी पदार्थका पीछा क्यों करता है १ यह भी एक 
गूढ़ और अभेद्य रहस्य है । मनुष्यकी एवं अन्य सभी उच्च- 





के मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका * 
— =~ 





च 
नीच जीबोंकी रचना सत्त्व रज और तम--इन तीन 
गुणोंसे होती है । 
सश्वं रजस्तम इति गुणाः 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे 


प्रकृतिसम्भवाः । 
देहिनमब्ययस्‌ ॥ 
(गीता १४।५) 
समस्त सृष्टि, सम्पूर्ण विश्व-त्रह्माण्ड ही इन्हीं तीन गुर्णोका 
विस्तार है । इनमें सत्त्वगुणका लक्षण है शरीर, मन और 
बुद्धिकी निर्मठता, ज्ञानकी निर्मलता, शान्ति और चित्तकी 
समता । इसके विपरीत विकारबशता) इन्द्रियसुख देनेवाले 
पदार्थोकी उत्तेजनामरी सबंग्रासी आसक्ति तथा उन पदार्थोंको 
पानेकी निरन्तर चेष्टा रजोगुणका लक्षण है । कोई जितना ही 
इस शुणके अधीन होता है, उतना ही वह कामके वश होकर 
दुःख उठाता है । “रजसस्तु फलं दुःखम्‌? ( गीता 
१४ | १६ )। तमोगुणका लक्षण है जडता, मानसिक आलस्य, 
अनुत्साह, मोहमयी निद्रा । 


तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 

( गीता १४।८) 
ब्रह्मासे लेकर छोटेसे-छोरे तिनके तक इस जगत्‌का कोई 
भी जीव इन तीन गुणोंमेंसे किसी-न-किसी एक शुणकी 
प्रधानताके अधीन होता ही है । देवताओंमें सत्त्वकी प्रधानता 
होती है, रज और तम गौण होते हैं । मनुष्यमें रजोगुणकी 
प्रधानता है, उसका झुकाव स्पष्टतया चाहे सरवकी ओर हो 
या तमकी ओर । पश्ुओंमें तमकी ही प्रधानता होती है । 
शुणोके इस तारतम्यसे स्पष्ट है कि मनुष्य इस सृष्टि रचना- 
क्रममै देवताओं और पश॒ओंके बीचमै है । आधा देव, आधा 
पद्म । यदि सत्त्व अन्य दो गुणोको दबाकर ऊपर उठ जाय तो 
मनुष्य देवताओंसे भी अधिक ऊँचा पद प्राप्त कर ले । परंतु 
यदि दुर्भाग्यवश तम सत्त्व और रजको दबाकर प्रधान हो 
जाय तो वह मानव-आकारमें ऐसा दानव बन जाता है जिसके 
सर्वमक्षी लोभका किसी बातसे संतोष नहीं हो सकता, न 
जिसकी हृदयहीन क्रूरता किसी बातसे मिट सकती है। सम्प्रति 
मानब-जाति एक भयानक रज-तम-मिश्रणके प्रभावसे प्रेरित 
है । इसीसे संसार भयंकर यातनाओं, दुरवस्थाओं और दुःखों- 
का शिकार हो रहा है | यह रज-तम-सम्मिश्रण मनुष्यको 
शैताम बना देता है । शैतानकी प्रकतिमे साधुता नहीं होती, 
न्याययुक्त सुख-समृद्धि नहीं होती; न त्याग, न चिता, न 
सदाचार और न सत्यप्रियता ही होती है। ऐसे असुर परमेश्वर- 


~ 


1 


pe 


के मानव-जीचनंका चरंम और परम लक्ष्य तथा सुफल + 











१७७ 








की सत्ता नहीं मानते, मनुष्योके परस्पर सम्बन्धोंकी पवित्रता- 
» का उपहास करते हैं और इस सत्यानाशी सिद्धान्तका प्रचार 
| करते हैं कि मेथुनी प्रवृत्ति ही समस्त सृष्टिका मूल है | 


टर प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
is न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेघु विद्यते ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरस्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहेतुकस्‌ ॥ 
(गीता १६ । ७-८ ) 
ऐसे भयानक जीव फिर क्या करते हैं ? सहस्रो आशा- 
पाशेति बद्ध, काम और क्रोधसे प्रेरित ये आसुरी प्रकृतिके 
छ लोग नाचातिनीच उपायोंद्वारा अपनी कामनाओंकी पूर्तिके 
लिये अर्थ-संचय करते हैं। “इतना मैंने कर लिया है, 
इतना और कर ढूँगा | इतना धन मैंने बोर लिया हैः 
इतना और बटोर ळूँगा । इस शत्रुको मैंने मार डाला है; 
अब दूसरोको भी, जो मुझसे घृणा करते हैं, में समाप्त कर दंगा | 
वास्तवमै में ही इस सृष्टिका स्वामी हूँ । मैं ही सब सुखोंको 
भोगता हूँ । समस्त पार्थिव सिद्धियाँ मेंने पा ली हैं। में 
बलवान्‌ हूँ, में सुखी हूँ, सब प्रकारसे मैं समृद्ध हूँ, मैं 
कुछोन हूँ । मेरी बराबरी भला, कौन कर सकता 
है । अतिनिन्दनीय अहंभावसे प्रेरित, महाक्षोभकारी 
कामनाऔँसे परिचालित और तमोमय मोहपाशोंसे आबद्ध 
ये आसुरी जीव काममोगोमै अत्यन्त आसक्त हुए तीब्र 
गतिके साथ महानरकमें जा गिरते हैं | 


>, 
की 


आशापाशशतब॑द्धा: कामक्रोधपरायणाः | 
इंहन्ते कामभोगःर्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि से भविष्यति पुनर्धनम्‌-॥ 
असो मया इतः इन्नुहनिष्ये चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ 
Fe आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदशो मया । 
| यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमो द्विताः ॥ 
| अनेकचित्तचिञ्जान्ता सोह जालसमावृता: । 
| प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेड्शुचो ॥ 
{ (गीता १६ । ११-१६) 


इस प्रकार जो व्याधि मानवको इस समय पीड़ित 
किये हुई है, उसका निदान तो हुआ; पर केबल निदामसे 
क्या होगा, जबतक उसकी औषध न बतायी जाय | जो 


मा० अं० २३-- 





भयानक "भवितव्य सामने दीख रहा है, उससे बचनेके लिये 
मानव-जातिको क्या करना चाहिये १ इसका एकमात्र 
उत्तर यही है कि तामसी प्रदरत्तियोका सर्वथा त्यारा और 
सात्विक ग्रव्ृत्तियोंका अधिकाधिक अनुसरण करना चाहिये, 
अपनी वंशपरम्परा ओर परिस्थितिके अनुसार; भगवत्प्रीत्यथ 
अपने कर्तव्यौंका काम-राग-विवर्जित होकर पालन करनेका 
यत्न करना चाहिये ओर इस प्रकार जीवनको चरितार्थ करना 


चाहिये | इस मार्गके दर्शक दो प्रसिद्ध स्मृतिवचन हैं। 
एक है-- 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 


( गीता १८। ४६ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसमें परमानन्दपदकी प्रात्तिके लिये 


स्वकमंका पालन आवश्यक बतलाते हैं । दूसरा 
वचन है-- 
अयं तु परमो धमेः यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ । 
( याशवल्वयस्मृति ) 


इसमें भगवान्‌ याज्ञवल्क्य आम्मसाक्षात्कारके लिये 
योग-साधनकी अपेक्षा बतलाते हैं | आपाततः ये दो विभिन्न 
मार्ग-से दीख पड़ते हैं । पर यथार्थम दोनों ही महापुरुषोने 
एक ही बातका निर्देश किया है | श्रीकृष्ण भगवस्पीत्यर्थ 
कर्म करनेको कहते हैं और याज्ञवल्क्य योगाभ्यास करनेको | 
परंतु यदि हम योगकी गीतोक्त व्याख्या ध्यानमें रखें तो 
दक्षताके साथ विधिपूर्वक किये हुए सर्वथा सुसंगत कर्मको 
ही योग कहते हैं--योगः कमंसु कौशलम्‌। अतः ये दोनों 
ही स्मृतिवचन एक ही मार्ग और एक ही गन्तब्य स्थानका 
निर्देश करते हैं 


अव गीताने जो उपाय बताया है; उसके वास्तविक आशय 
और उसकी अव्यर्थताको हम समझें | 


स्वकर्मणा तमभ्यच्थं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 


कर्म चाहे शात्रविहित हो अथवा सांसारिक परिस्थितियोँ- 
से प्राप्त हो, सर्वथा निस्स्वार्थ होकर भगवदर्चनाके रूपमे 
किया जाय तो यही परम साध्यका अव्यर्थ साधन बन जाता 
है । जब कर्मका कर्ता अपने लिये अपने कर्मके फलकी कोई 
ल्वल्सा नहीं रखता बल्कि उसे भगबानूको समर्पित कर देता है, 
लब ऐसे भक्तियुक्त . कर्म करनेवालेके कल्याणका सम्पूर्ण उत्तर- ` 
दायित्व स्वयं भगवानपर ही आ जाता है । 


| ; 
RRR SS CD =. ° SOC >> आ ॥ी॥ी॥ 





अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जना: पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९।२२ ) 


ऐसे साधनमार्गसे साधकको न केवल 'यदच्छाला भसंतुष्टिः 
ही होती है, बल्कि साधक क्रमशः परम साध्यको प्राप्त होता 
है---'सिद्धि, विन्दति मानवः |? किसी फलाकाङ्कासे किया 
हुआ कर्म कर्ताको संसारके चक्करमे डालकर उसमें अधिका- 
धिक फंसा देता है | कर्मका यह स्वभाव है कि वह कर्ताके 
मनको अशुद्ध कर देता है। परंतु कर्म जब अपने किसी 
वैयक्तिक लाभके लिये नहीं, बल्कि भगवानूकी प्रसन्नताक्रे लिये 
किया जाता है, तब वह कर्ताको अशुद्ध नहीं करता, बल्कि उसे 
कर्मके बन्धनसे छुड़ा देता है । अतः जब पूर्णरूपसे रागद्वेष- 
रहित होकर, पूर्ण आत्मसंयमके साथ, कामना-वासनाके 
कलङ्कसे वियुक्त होकर ईश्वरमे दृढ़ विश्वास रखते हुए कर्म 
किया जाता है, तब ऐसे कर्मका कर्ता उस आध्यात्मिक 
जच्चताको प्राप्त होता है, जहाँ पूर्ण बैराग्यके द्वारा बह शारीरिक 
कर्म करता हुआ भी परम आध्यात्मिक नेष्कर्म्यक्री स्थितिमे 
पहुँच जाता है । 


सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ 
(गीता १८। ४९) 


इस ज्ञानदीप्त नेष्कर्म्यस्थितिसे ब्रह्मकी प्राप्ति) जो 
समस्त मानवीय कर्मका परम लक्ष्य है, दूर नहीं रहती । जिसकी 
बुद्धि सर्वथा विशुद्ध और मन एकाग्र दै, इन्द्रियोंके विषय 
जिसे बहका नहीं सकते, जिसके चित्तमें राग-द्वेषकी कोई 
बात रह नहीं गयी है, जो एकान्तसेवी है, जो उतना ही 
आहार करता है जितना शरीर-धारणके लिये आवश्यक है, 
जिसके समस्त कायिक; वाचिक) मानसिक कर्म संयत होते हैं, 
जो परमध्येयके ध्यानमै ही निमग्न रहता है; जिसने अपना 
क्षुद्र अहंकार त्याग दिया है, जो स्थिरशान्त है, ऐसा पुरुष 
ब्रह्मसाक्षात्कारके योग्य होता है । जो ब्रह्मके दवारा ब्रह्ममें 
अपनी सत्ताका दर्शन कर लेता है और उस गान्तिको प्राप्त 
कर लेता है, जो मन-बुद्धिके लिये अगम्य है, उसीकी ऐसी 
स्थिति होती हैं कि न उसे किसी बातसे शोक होता है न 
किसी बातकी इच्छा होती है । उसकी दृष्टि सर्वत्र सब प्राणियों 
और पदार्थोमे एक भगवानको ही देखती है और सव कुछ 
मगबानमें देखती है । ऐसा पुरुष समदर्शी होता है। 


असक्तबुद्धिः 
नेष्कम्यंसिद्धिं 





ME 


यो मां पझ्यति सर्वत्र खर्च च सयि पझ्यति। 
तथैव--- 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 


ऐसी स्थिति होनेपर पराभक्ति प्राप्त होती है । इस 
परमाह्वादमयी भक्तिकी अनुभूति साधकमें भगवत्कृपासे 
ओतप्रोत हो जाती है, तब वह संसार-सूत्रके संचालक भगवानूके 
दिव्य कर्मका आकलन कर सकता है और भगवानूको भी 
यथावत्‌ समझ सकता है | तब उसमें भगवत्संकल्पसे भिन्न 
अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती ओर उसके सब कर्म 
भगवत्संकल्पके ही साधक होते हैं । इस प्रकार भगवानूके 
अंदर भगवदीय योजनानुसार भगवानका ही अनुगमन 
करता हुआ भगवत्कृपासे पूर्णतया आच्छादित होकर 
अन्ततः परमानन्दकी सनातनी स्थितिमे--उस ब्रह्मी 
स्थितिमें जाग पड़ता है? जो ब्रह्म परम और शाश्वत सत्‌- 
चित्‌-आनन्दस्वरूप है | 


विज्ञानमानन्दं 


ब्रह्म । 
( दृहृदारण्यक० ) 
तथा-- 
ब्रह्मविदाझोति परम्‌ ः "5 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोऽइनुते सवान्‌ कामान्‌ सह 
घ्रह्मणा विपश्चितेति । 
(तैत्तिरीय० २१) 


यह आध्यात्मिक सिद्धि वह क्रम है, जिसका गीताके 
निम्नलिखित इलोकोर्मे कितना सुन्दर वर्णन हुआ है-- 


सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा55प्लोति निबोध मे । 
समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो एत्याऽऽत्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्ता रागद्वेषौ व्युदस्य च॥ 
विविक्तसेवी छघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहंकारं बरं दृर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
शरह्मनूतः असन्नात्मा न शोचति न काङ्कति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥ 


२६ सानवताके पुरातन सिद्धान्त % 


भक्त्या मासभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः । 
ततो मां तस्वतो ज्ञास्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
सर्वकर्माण्यपि सद्दा कुर्बाणो मद्वत्रपाश्नयः । 
मत्मसादाइवा्ोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता १८ । ५०-५६ ) 


यही बह परमानन्दकी प्रास है, जिसे वाञ्चवल्क्य भी 
मानवजीवनका परम फल मानते हैं--- 


अयं तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ । 


यही बात इन्हीं महर्षिने मेत्रेयीको उपदेश करते हुए 
बृहदारण्यक-उपनिषद्में विस्तारसे समझायी है-- 


आत्मा वा अरे व्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितब्यः। 
मनुष्यक्रे अंदर जो आत्मा है वह ब्रह्म ही हे 


अयमात्मा ब्रह्म । 
( माण्डूक्य० २) 


अतः मानव-जीवनका चरम लक्ष्य और महाफल यही 
है कि “हम अपने सच्चे स्वरूपको जानें | अपने स्वरूपकी 
उस महिमा और समृद्धताको जो स्वानुभवसे जान लेता है, 
वह कमी सांसारिक विषरयोकी माया-मरीचिकाके पीछे नहीं 
दौड़ता | जो पूर्ण निर्भय होता है, वह किसासे द्वेष नहीं करता; 
कारण; भयसे ही द्वे उत्पन्न होता है | परमानन्दकी उस 
खितिमै कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं-- 


१७९ 


तत्र को मोहः कः शोकः। 
( इंशावास्य० ) 

मानवका भवितव्य वास्तवमै इतना महान्‌ है। फिर 
भी केसे दुःखकी बात है कि उसके जीवनका पर्यवसान 
ऐसा शोकजनक हो। जो मानब ऐसी महत्तम भवितव्यताको 
पात होनेका अधिकारी दै, वही द्वेष और दुःख 
उपजानेवाळे वैषयिक सुखके दळदलमे इस प्रकार 
लोटपोट करे | यह कितने आश्चर्य और दुर्भाग्यकी बात 
दै कि मनुष्य अपने ब्रह्मत्वसे बेखबर होकर अपने 
क्षुद्र अहंकारके गर्तमें अधिकाधिक धँँसता जा रहा है--उस 
रेशमके कीड़ेकी तरह, जो अपने-आपको अपने कोयेके 
कफनसे ढॅँककर दफन हो जाता है । ब्रह्मत्वके असीम 
अनन्त साम्राज्यका अधिकारी मनुष्य आज एक भिखमंगेकी 
तरह सांसारिक सुखोंके दुर्गन्धियुक्त ढेरमेंसे कूड़ा 
बटोर रहा है! 

क्या मानव-जाति अत्र भी, जब कि उसके भीषण 
भविष्यपर मुहर लग चुकी है, पीछे फिरकर देखेगी ? क्या 
सानवके नेत्रॉपरसे प्रमादका यह परदा हटेगा और 
वह शाश्वत आनन्दसे परिपूर्ण परम धामकी कुछ झलक 
पायेगा ? क्या वह यह अनुभव करेगा कि वह भगवत्कर्मकी 
पूर्णताके साधनमें एक स्वीकृत निमित्त है और इस नाते क्या 
वह विनम्र होकर उन भगवानूकी शरण ग्रहण करेगा; जिन 
भगवानसे ही समस्त कल्याणके खोत निकलते हैं १ उत्तरकी 
प्रतीक्षा है । 





मानवताके पुरातन सिद्धान्त 
( लेखक--माननीय पं० श्रीगोविन्दवछमजी पन्त, गृहमन्त्री, केन्द्रिय सरकार ) 

मुझे यह जानकर हर्षे हुआ कि “कल्याण'का मानवतापर एक विशेषाङ्क प्रकाशित हो रहा है। आज हमारे 
चारो ओर संघर्ष व्यापक है । राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रोंमे ही नहीं; कितु आध्यात्मिक और सांस्कृतिक 
स्तर्म भी महान्‌ चुनोतियाँ सामने हैं। मानव-समाजका ढाँचा तेजीके साथ बदलता जा रहा है । विज्ञानके 
सहारे ज्ञानके नये पृष्ठ खुलते जा रहे हैं । मनुष्यकी आकाह्नाएँ धरातलको छोड़ बाह्य जगतके निरीह क्षेत्र- 
मे विचरण करने लगी हैं; कितु स्थूल जगत्‌की विजयसे भी मनुष्यके आन्तरिक संसारका संघर्ष कम नहीं 
हुआ? बढ़ता ही जा रहा है। इस युगमे, विभिन्न विचारों और विपरीत आदशौंके कोलाहलमे, हमें फिरसे 
मानवताके पुरातन सिद्धान्तोंका मनन करना है। ये सिद्धान्त विवादसे परे हैं, श्ञानकी पराकाष्ठा है । इनका 
स्वरूप हरेक धर्मम निहित है--कारुण्य, औदार्य/ सेवाभाब, अहिंसा । मानव-जातिका इतिहास इन शक्तियो- 

का विकासमात्र है और इन्हींके संवर्धनद्वारा उसका कल्याण सम्भव है। 








न १८० व 








ओ मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


आ 





मानत्रताके मूल तत्त्व 


( लेखक--सम्मान्य श्रीश्रीप्रकाशजी, राज्यपाल, बम्बई ) 


शारीरिक दुर्बलता और मानसिक आवश्यकताके कारण 
मनुष्यको दूसरोका साथ खोजना पड़ता है | वह अफेले जीवन 
व्यतीत नहीं कर सकता | वह सामाजिक जन्तु है और 
समाजमें ही उसे रहना पड़ता है । शताब्दियोंसे विकास करता 
हुआ वह आजके स्तरपर पहुँचा है । उसने अपने लिये बड़े 
विशाल सामाजिक और आर्थिक संघटन तैयार किये हैं) 
जिनके द्वारा वह अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति करता है, अपने 
आदशाँको चरितार्थ करनेका प्रयत्न करता है ओर यथासम्भव 
सुख और समृद्धिकी खोजमे रहता है । ऐसी अवस्थामै 
अवश्य ही यह समस्या उसके सामने सदा खड़ी रहती है कि 
अन्य मनुष्योसे उसका क्या सम्बन्ध रहे और मनुष्य परस्पर 
कैसा व्यवहार करें । यदि मनुष्य भी अन्य जन्तुओकी तरह 
एकाकी रह सकता तो ऐसे प्रश्‍न उसके सामने न उठते । 
वह भी स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करता और अपनेको किन्ही 
नियमोके बन्धनमै न डालता । पर जब उसका अन्य लोगोंके साथ 
रहना आवश्यक है, तब उसके लिये पारस्परिक व्यवहारकी 
मर्यादा भी स्थापित करना अनिवार्यहो जाता है । इस प्रकारसे 
चलते-चलते उसने बहुत बड़े कर्मकाण्डकी स्थापना कर ली 
है, जिसके अनुसार यथाशक्ति, यथाबुद्धि वह अपने-अपने 
समुदायविशेषोमे व्यवहार करता है और जिसके विरुद्ध 
-चळनेवाले असभ्य और उच्छुह्ल समझे जाते हैं । किन्ही 
अवस्थाओँमें तो समाजकी ओरसे ऐसे व्यक्तियाँको दण्ड भी 
दिया जाता है । मनुष्यने अपनेको स्वेच्छासे इतने कठोर 
बन्धनामे डाळ रखा है कि उसने अपने ऊपर राज्यकी भी 
स्थापना कर ळी है और इस प्रकारसे उसने अपने परस्परके 
व्यवहारको विशेषरूपसे नियमश्रद्ध करनेके प्रयत्नमे बहुत 
कुछ सफलता भी पायी है । 
ऐसी अवस्थामै यह तो अबश्य कहा जा सकता है कि साधारण 
प्रकारसे हम सब लोग जानते हैं और जान सकते है क्रि हमें 
दूसरौके साथ कैसा आचरण करना चाहिये, क्या बात उचित है 
और क्या नहीं । किसी वातको करनेसे दण्डतक मिल सकता 
हे और किसी बातसे सुवशकी भी प्राति होती है | पर इतना 
प्रयत्न और प्रबन्ध दोनेपर भी कुछ बात रह द्वी जाती है, 
जिसे हम साधारण ळौकिक्र दृष्टिसे नहीं देख सकते, पर जो 
मनुष्यके जीवनको समुचित रूप देने और उसे सुन्दर एवं 


सरल बनानेके लिये आवश्यक है | इसका अध्यात्मसे सम्बन्ध 
हो सकता है, पर इसका प्रभाव हमारे दिन-प्रति-दिनके जीवन- 
पर भी पड़ता ही है। इसे हम अपने बाह्य इन्द्रियोंसे नहीं 
अनुभव कर सकते । इसका वर्णन करना भी कठिन है। 
इसकी परिभाषा भी नहीं की जा सकती । यह है “मानवता ।? 
यदि मनुष्य एकाकी रहे या रह सके तो मानवता-नामके सूक्ष्म 
भावकी समीक्षा-परीक्षा करनेक्री आवश्यकता न हो । परंतु 
जव हम संघटित समाजमै रह रदे हैं ओर जब हम एक 
दूसरेपर हर प्रकारसे आश्रित हँ, जब हमारे मनमै यह इच्छा 
होती है कि हम समुचित सहायता दूसरोसे पा सकें ओर दूसरोंके 
विचार हमारी ओरसे अच्छे हों, तब मानवताको समझना, 
उसका आवाहन करना और उसके अनुसार चलना अनिवार्य 
हो जाता है । दुःख तो इस बातका है कि मनुष्यका जीवन 
कई कारणोसे ऐसा कर्कशा हो गया है कि उसे इस ओर 
ध्यान देनेक्रा समय ही नहीं मिलता | ऐसी अवस्थामै इस 
भावनाका इतना प्रचार नहीं हो सका है, जितना होना चाहिये । 
और यही कारण है कि अभीतक पर्याप्त मात्रामै दुःख ओर 
अशान्ति मनुष्य-समाजमें फैली हुई हैं और उनका निराकरण 
नहीं हो रहा है । जो थोड़े-से लोग मानवताका विचार रखते 
हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं और करना चाहते 
हैं; वे संसारकी गतिको देखकर उससे विरक्त हो जाते हैं और 
अपना जीवन एथक ही अपने ही विशेष्र समुदायमै व्यतीत 
करते है, जिससे उनका जो प्रभाव दूसरोंपर पड़ सकता 
है और पड़ना चाहिये, बह नहीं पड़ने पाता और मानवताके 


. उपासकोंका समुदाय समाजके साधारण प्रवाहसे पृथक दो 


जाता है, जिससे, जो लाभ उसके कारण हो सकता था; वह 
नहीं हो पाता । 

बहुत सम्भव है कि “मानवता” शब्दको सुनकर लोग कुछ 
हिचके) कुछ असमंजसमें पढें | उन्हें आश्चर्य भी हो सकता 
है कि इसकी विशेषरूपसे क्यों चर्चा की जाती है। मनुष्य और 
मानव तो एक ही वस्तु हैं मनुष्य जिस प्रकारसे आचरण 
करता है, उसे ही मानवता समझना चाहिये । कुछ लोगोंका 
ऐसा भी विचार हो सक्रता है कि इससे किसी विशेष प्रकारके 
आचरण और व्यवहारका निरूपण किया जाता है, जिसका 
साधारण ळोगोसे कोई सम्वन्ध नहीं है | इस कारण हमें इससे 


$ सानवताके मूल तत्त्व % 


१८१ 


>> 2 नमन 





दूर ही रहना चाहिये । सम्भव है कि बड़ी ऊँची-ऊँची 
कलाएँ इसमें निहित हैं, जो धनियों और विशेष रूप और 
प्रकारके शिक्षित लोगोंको ही मिल सकती हैं | इस कारण जब 
हमारे लिये यह उपलब्ध नहीं है, तब हमें इसके बारेमे विचार 
करनेसे क्या प्रयोजन । थोडेमै इस सबका यह परिणाम होता 
है कि साधारण लोग इस शब्दको सुनते ही घबराते हैं । वे 
समझते हैं कि यह किसी ऐसे विशिष्ट लोगोंसे सम्बन्ध रखती 
दै) जो जनसाधारणसे बहुत परे हैं, जो अपना जीवन पृथक 
ही व्यतीत करते हैं और कर सकते हैं, जिनका हमसे सम्पर्क 
प्रायः नहीं ही है, न हो ही सकता है | ऐसी अवस्थामै उनका 
यह विचार करना स्वाभाविक है कि इससे दूर ही रहना 
चाहिये | इसके पास साधारण लोगांको जानेमें भय ही है; 
क्योंकि उनका जीवन अनिवार्यलूपसे ऐसा कटु और कठिन 
है कि यदि वे इस ओर ध्यान देंगे तो अपना दिन-प्रति-दिनका 
कर्तव्य वे नहीं ही पालन कर सकेंगे । 
यह दुःखकी बात है कि मनुष्य-समाजने अपनेको नाना 
प्रकारके छोटे-छोटे समुदायमै विभक्त कर लिया है । प्रत्येक 
समुदायका जीवन दूसरे समुदायोंसे अलग रहता है । हम सभी 
लोग अपने हो समुदायमै अपना जीवन व्यतांत करते हैं और 
इस कारण दूसरोंसे सम्बन्ध नहीं रख पाते । ऐसी अवस्थामें 
एक वूसरेको न हम समझते हैं, न उनके साथ सहानुभूति 
ही रख सकते हैं | हम एक दूमरेके सुख-दुःखमें काम नहीं 
आते, इस कारण परस्पर जातिगत ओर श्रेणीगत संघर्ष भी 
चलता रहता है | जीवनमै वह सुख और शान्ति भी नहीं मिलती, 
जिसकी खोजमे हम सदा रहते हैं । ऐसी दशामें यदि 
मानवताकी ओर भी लोग संदिग्ध हाँ और उसे कोई विशेष 
अद्भुत बात समझें, जिसका साधारण लोग अनुसरण नहीं ही 
कर सकते; तो कोई आश्चर्य नहीं है । यह भी सम्भव है कि 
जो लोग मानवताके उपासक हैं और उसके सिद्धान्ताके 
अनुसार जीवन-यापन करते हैं, उन्हें अन्य लोग दम्मी, मक्कार 
बने-ठने, अपनेमें मस्त, शान करनेवाले समझें तो भी कोई 
आश्चर्य नहीं । खेद है कि हम सब लोग छोटी-छोटी सरल 
वातोंको ऐसा क्लिष्ट रूप दे देते हैं, जिससे ओर लोग घबराकर 
अलग हो जाते हैं | 
वास्तवमै मानवता कोई भयोत्यादक वस्तु नहीं है । वह 
कोई ऐसी बात नहीं दै, जिसे हम सभी लोग नहीं अपना सके 
चाहे हम छोटे हाँ, चाहे हम बड़े हो, चाहे हम धनी हों» 
चाहे हम निर्धन हौँ, चाहे अपने जीविकोपार्जनके ल्यि कोई 








भी काम हम करते हों । वास्तवमै इम समी मानवताके 
सिद्धान्तको अपने मनमै सदा रख सकते हैं ओर उसके बताये 
गये मार्गपर चल सकते हैं । ऐसा ही हमें करना भी चाहिये, 
यदि हमारी यह अभिलाषा हो --जैसा कि होना स्वाभाविक है 
कि हम स्वयं सुखी रहें, दूसरे हमारी हर प्रकारसे सहायता 
करें और हम भी यथाशक्ति दूसरोंके काममें आ सकेँ, दूसरे 
हमारी प्रशंसा करें और हमारे प्रति अच्छे विचार रखें | 
हमारे देशमै वर्ण व्यवस्था विशेषरूपसे चली आ रही है । खेद 
है कि इसका मौलिक सिद्धान्त आज हम भूल गये और उसको 
हमने विकृतरूप दे रखा है । देशका वातावरण कुछ ऐसा हो 
गया है कि नयी-नयी जातियाँ और उपजातियाँ हमारे यहाँ. 
बहुत शीघ्रतासे पेंदा हो जाती हैं | इस कारण जिस प्रथासे 
हमने समाजका संघटन करना चाहा था, उसीसे आज विघटन 
हो रहा है | आवश्यकता इस बातकी है कि कम-से-कम प्रधान- 
प्रधान बातेंमिं तो हम सब एक रहें और समाजको समुचितरूपसे 
चलानेमें सहायक हों। हमको ऐसे बीभत्स हृश्योंसे बचना 
चाहिये, जिनके कारण हमने देशाभक्तों, लोकोपकारियों, 
दानदाताओं, समाजसेवियों आदिकी भौ प्रथक-प्रथक जातियाँ 
सुष्ट कर दी हैं; और जो काम हम सभीको करना चाहिये 
और जो भाव हम सभीको रखना चाहिये, उसे भी हमने 
किसी जाति या उपजाति, समुदाय या सम्प्रदाय-विरोप्रक्े लिये 
ही समझ रखा है, जिसका दूसरोंसे कोई सम्बन्ध नहीं 
समझा जाता । मुझे भय है कि कहीं इसी प्रकारसे मानवता 
भी किन्ही विद्ये लोगाकी सम्पत्ति न समझी जाने लगे । 
मानवताको भी ऐसी वस्तु समझना चाहिये, जिसके अनुसार 
इम सव लोग सरलतासे चल सकते हैं और हम सबको इसी 
प्रकार चलना भी चाहिये | इसपर न किसीका अनन्याधिकार 
है, न दोना ही चाहिये । इसका कोई ऐसा कर्मकाण्ड भी नहीं 
है, जिसका पालन व्यक्ति या समुदायविशेष ही करे या कर 
सके | यह सबके लिये हे ओर वास्तवमै यह बहुत छोटी-सी 
बात भी है । 

इसका मूल तत्त्व केवल यही है कि प्रत्येक व्यक्ति सदा 
इस बातका ध्यान रखे कि जेमा व्यवहार हमें अच्छा लगता 
है, वेसा ही दूसरोंको भी लगता है; जो हमें बुरा लगता है? 
बही दूसरोंको भी बुरा लगता है । यदि हम इस छोटो-सी 
बातको सदा ध्यानमें रखें कि जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे 
हमारे साथ आचरण करें, वैसा ही वे भी चाहते है कि हसं 


"उनके प्रतिं करें) तो हम कदापि कोई भूछ नहीं कर सकते; 


१८२ 


त कय हम व्यर्थ किसीको कष्ट देंगे, न किसीसे व्यर्थे कष्ट पायेंगे । 
वास्तवमै हम सब सदा इसी स्थितिकी खोजमें रहते हैं, पर 
अपनी थोड़ी-सी नाममझीमे उसे पाते नहीं । दूसरोंके भावोंका 
सदा ध्यान रखना --यही मानवता है। यदि हम प्रतिक्षण सोचे 
कि हम दूसरोंसे ऐसी अवस्थामै क्या आशा करते हैं तो हम 
भी उसी अवस्थामें पड़े हुए दूसरोंके साथ वैसा ही आचरण 
स्वयं करेंगे । बहुत-से लोग इसकी प्रतीक्षामे रहते हैं कि जब 
कोई हमसे कुछ मागे, तभी हम उसे दें; पर वास्तवमै मानवता 
यह चाहती है कि दूमरेके कहनेक्रे पहले ही हम स्वयं उसके 
अभावका अनुभव करें ओर उसे मिटानेके लिये समुचित 
आचरण करें । वास्तवमै यह कितनो छोटी बात जान पड़ती 
है । इसके लिये कोई विशेष शिक्षा-दाक्षाकी आवश्यकता भी 
नहीं है | पर आश्चर्य तो यह है कि हममेंसे इतने कम लोग 
होते हैं, जो इसपर ध्यान रखते हों और इसके अनुसार 
व्यवहार करते हों । मिद्धान्तो और उच्च विचारोंका वास्तविक 
मूल्य तो यही है कि वे हमारे प्रतिदिनके जावनमे सहज 
सहायक हों, वे साधारण-से-माधारण लोगोंके लिये उयवहारमें 
लाने योग्य हों । यदि कोई बात इतना बड़ी है कि वह 
हमारे सीमित जीवनमें ग्राह्य नहीं है तो बह हमारे लिये 
निरर्थक है । 
मानवता ऐसी वस्तु नहीं है | मनुष्य होनेके नाते हम 
सभीको मानव होनेका समुचित गर्व होना चाहिये और 
मानवके योग्य जीबन व्यतीत कर हमें यह सिद्ध कर देना चाहिये 
कि वास्तवमें मनुष्य केवल जन्तु ही नहीं है; उसमे कोई 
विशेषता है, जो साधारण शारीरिक प्रेरणाओंके परे उसे ले 
जाकर उसको आध्यात्मिक जीव भी त्रनाती है | साथ-ही-साथ 
अध्यात्म मी कोई ऐसो वस्तु नहीं है, जो थोड़े-से लोगोंके ही 
पास रह सकती है । जिस प्रकारसे बाह्य प्रकृतिकी देन सबके 
लिये है, जिस प्रकार जळ, वायु, आकाश सबके ल्यि हैं, 
उससे कोई भी वञ्चित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार 
मानवता भी सबकी सम्पत्ति है । किसीको ऐसा विचार नहीं 
करना चाहिये कि इम: तो इतने छोटे हैं और अपनी घर- 
गृहस्थी, अपने हाळरोजगारके झंझटोंमे ऐसे पड़े हुए हैं कि 
हम मानवताकी उपासना नहीं कर सकते; क्योकि वास्तवमै 
सभी ऐसा कर सकते हैं | सच्ची बात तो यह है कि प्रतिदिनके 
साधारण जीवनकी स्थितियाँ ही हमारी मानवताक्री परीक्षा . 
लेती रहती हैं और उन्हींमें यह पर्यात और उपयुक्त रूपसे 
प्रदर्शित मी होती दै । किसीको ऐसा भी नहीं सोचना चाहिये 





Ere 
जन का 





* मानव वही जो खाथं तज होता पथिक परमार्थका + 
न्न 








०-० 
कि “हम इतने बड़े हैं कि हमें मानवताके सिद्धान्तोको माननेकी 
कोई आवश्यकता ही नहीं है । हम विशिष्ट लोग हैं ह्म 
साधारण समाजक्रे परे हैं।' उन्हें भी इसको मानना ही पड़ेगा, 
नहीं तो वे अपनेको काफी खतरेमै डाल देंगे और समाजको 
भी नष्टभ्रष्ट कर देंगे | इतिहासकों बड़ी-बड़ी सशस्त्र क्रान्तियाँ 
इसका प्रमाण दे रही हैं । 

हम सब छोटे-बड़े लोग मानव हैं । मानवता हमारे क्रमशः 
विकसित होते हुए समाजकी हम सबको देन है । हमें केवळ 
इतना विचार सदा रखना चाहिये कि जो सृष्टि हमारे चारों 
ओर है, उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिये | 
मनुष्योंके साथ तो हमारा आचरण टीक होना ही चाहिये | साथ- 
ही-साथ पशुओंके प्रति मी हमें दया और न्यायके साथ आचरण 
करना चाहिये | सम्भव है कि पशु अपनी प्रकृतिके वश कभी 
हमारे साथ क्रूरता करे, परंतु सचा मानव उसको ओर भी 
समुचित व्यवहार ही करता है, दया और न्यायकी ही दृष्टि 
रखता है । साथ ही मानवताका उपासक इससे संतुष्ट नहीं 
रहता कि हम स्वयं बड़े अच्छे हैं, हम स्वयं कोई बुराई नहीं 
करते । वह इसका भी प्रबन्ध करता है कि संसारुमै जो बुराई 
है--जो निईयता, क्रूरता, बर्बरता फैली है, बह यथाशक्ति दूर 
की जाय । सच्चा मानव इसके लिये सदा प्रयत्नशील रहता 
है । हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हमारे चारों ओर 
प्रकृतिने समुद्र, जंगल और पहाड़ दे रखे हैं । उनकी ओर 
भी सच्चे मानवका विशेष आचरण होता है | वह सबसे लाम 
उठाता है और सबको लाम देता है | वृक्ष और पुष्पकी ओरसे 
वह उदासीन नहीं रहता | उनके साथ भी उसका आचरण 
बड़ा सुन्दर होता है। उनकी भी वह रक्षा करता है । 
वास्तवमै मानवता हमारे क्षण-क्षणक्रे जीवनसे सम्बन्ध रखती 
है, हमारे क्षणक्षणके आचरणमें वह हमारी परीक्षा करती 
रहता है। छोटे-बड़े समीका इसके साथ सम्पर्क और सम्बन्ध है । 
सच्ची मानवताकी ही संमारको सदा आवश्यकता रही है और 
आज भी है । हम भारत्योक्रा तो इसके प्रति विशेष 
उत्तरदायित्व है । हम यदि आपने इतिहास, अपनो परम्परा, 
अपने शास्त्रके योग्य अपनेको श्रद्ध करना चाहते हैं तो हमें 
मानवताको अपनाना होगा । यदि हम ऐसा कर सके तो हम 
अन्य देशोके सामने अच्छा उदाहरण -उपस्थित करेंगे और 
विश्वद्यान्तिकी स्थापनाके लिये प्राणिमात्रम सद्भावके 


प्रसारमे समुचित योग देकर अपने ब्यक्तिगत और राष्ट्रिय 
जीबनको सार्थक बना सकेंगे | 


क 





मानवता 


>: मानवता $ शु 





( छेखक-सम्मान्य श्रीनोरारजी देसाई, वित्तमन्त्री, केन्द्रिय सरकार ) 


मानवताके अनेक पहळू हैं । मानवताके विकासका 
महत्त्व प्रत्येक युगमे और प्रत्येक देशमें सभीने स्वीकार किया 


है । यह कार्य प्रत्येक जन--मनुष्यमात्र कर सकता है । ऐसा 


करके ही हम सृष्टिको अधिक सुखी, सब प्रकारसे समृद्ध तथा 
मनुष्यके रहने योग्य बना सकते हैं | इसके लिये हमको सर्व- 
प्रथम मानव-प्रेमकी शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है | 


हमने खुष्टिके किसी भी भागके समाजके स्त्री या पुरुषके 
रूपमे जन्म लिया है । पूर्व जन्मके संस्कार, माता-पिताका तथा 
अड़ोस-पड़ोसके भौतिक संयोगोंका उत्तराधिकार हमको मिला 
है । इस उत्तराधिकारसे उत्पन्न मर्यादाओंके भीतर रहकर 
हमें सुष्टि-सम्ब्रन्धी अपने कर्तव्योंका पालन करना है । इसमें 
शिकायतको बहुत स्थान नहीं होना चाहिये । प्रत्येक व्यक्तिके 
संयोग विभिन्न होते है, तदनुसार उसके कर्तव्य भी विभिन्न 
होते हैं | इसलिये हमारे चलनेक्रे लिये पहलेसे ही निश्चित 
किया हुआ कोई निश्चित मार्ग सम्भव नहीं है, यह 
बात हमको सदा ध्यानमे रखनी चाहिये । 


मनुष्यक्रे रूपमै हमारे कर्तव्य बड़े हैं, इसी प्रकार हमारा 
उत्तराधिकार भी छोटा नहीं है। पूर्व ोंके समान हमने 
वेद-वेदाङ्ग, गीता-पुराण आदिके द्वारा महान्‌ आध्यात्मिक 
उत्तराधिकार मानवताके चरणोंमें रखा है। शिल्प, संगीत; 
गृह) वस्त्र आदि कलाँ विक्रसित करके भेंट की गयी हैं । 
धर्मका उद्गम-स्थान बनकर ` मनुष्यको प्रेरणा प्रदान की है । 
पर्चिममें पीछेसे जाशति हुई और इसने भौतिकवादको 
अग्र-स्थान प्रदानक्रर विज्ञान और उद्योगका विकास किया 
है । भौतिक तच्वोंका अन्वेत्रण करके शक्तिके स्वरूपका प्रकटी- 
करण किया है । इन सब आनुसंधानोके पीछे एक परम 
तत्त्की मुख्यता है; आखिर, ऐसे आध्यात्मिक अनुमानपर ये 
लोग भी पहुँच गये हैं | 
इस वेभव और उत्तराधिक्रारसे सुसज्जित होकर हम 
मानवताके विकासमें किस प्रकारसे योग दे सकते हैं, यह 
महृत्त्वकी बात है । यह काम सहज नहीं है; तथापि हम जीवनमें 
अमुक मौलिक तत्वको ध्यानमे रखें तो हमारा मार्ग सहज 
हो जाता है और हम कितने ही दुःखों तथा संघधोंको 
पार कर सकते हैं | 


पहली बात है-जीवनके व्यवहारमें सचाईका विकास । 
हमको विचारपूर्वक झूठ बोलनेके प्सङ्गौसे बचना चाहिये । 
सच क्या है और झूठ क्या है, यह परखना कठिन नहीं 
है । बालक और निरक्षर तथा मूढ़ समझे जानेवाले लोग 
भी सत्य क्या है तथा झूठ क्या है, इसका भेद बता सकते 
हैं । सत्यका आचरण कठिन है, यह बहुत ही प्रयत्नसाध्य 
है, इसलिये मनुष्यको खूब धैर्यसे इस दिशामें आगे बढ़ना 
चाहिये । हमारा धर्माचरण) प्रार्थना, सत्सङ्ग- सबका 
प्रयोजन यही है । 

यदि सत्य चला गया तो शेष सब निरर्थक है, ऐसी 
हमको हृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिये | मानवताके इस उच्च 
आदर्शपर पहुँचनेके लिये सामाजिक या व्यक्तिगत, जो भी 
प्रयास होते हो, उनमें हमको पूरा साथ देना चाहिये । इसके 
विरुद्ध वातोका हमको निषेध करना चाहिये) बहिष्कार करना 
चाहिये । 


परंतु यह सत्याचरण पुस्तकीय उपदेशसे साध्य नहीं हो 
सकता, इसके लिये तो योग्यता और उद्यमक्री आवश्यकता 
है । योग्यता क्या वस्त है? किसी भी कार्यकी सिद्धिके लिये व्यव- 
स्थित साधना करनेकी आवश्यकता होती है । यह व्यवस्था ही 
योग्यता है और उद्यम साधनाका मुख्य अङ्ग है । योग्यतापूर्वक 
उद्यम करो तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा होगा । मनुष्य अव्यव- 
स्थित रहे ओर आलसी बने तो मानवताकी मौत हो जाय | 
सुष्टक्रममें हमको निश्चित स्थान प्राप्त है । उसको सुशोभित 
करनेवाले अपने कतंत्यको हम स्वीकार करें तो उसके धारण- 
पोभणके लिये नियमपूर्वक अपने हिंस्सेके कर्तव्यको पूरा 
करनेके लिये निष्ठापूर्ण परिश्रम करना आवश्यक है । इसमें 
योग्यता और सचाई है । इससे अपना पिण्ड छुड़ाकर भागनेमे 
मानवता नहीं है । 


इन सारी बातोका सार देखना हो तो वह इतना ही है 
कि मनुष्यकी तरह हमें मानव-प्रेमका विकास करना चाहिये | 
इसके बाद सृष्टिके सभी प्राणियोके प्रति प्रेम और दयाका 
विकास करनेक्री बात आती है | सृष्टि या प्रकृतिको किसने 
पैदा किया, यह प्रश्न सहज ही उठता है और इसमें ईश्वरके 
प्रति श्रद्धाकी बात आती है । हम ईश्वरको मानें या न मानें, 








oo 


१८४ + मानच वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका % 








परंतु सृष्टिमै जो क्रमबद्धता और नियम दीख पड़ते हैं, 
उससे ऐसी प्रतीति हुए बिना नहीं रहती कि उनका कर्ता 
कोई होना चाहिये। उस शक्तिके सामने हम कितने 
असहाय हैं ! यह विचार करके हम नम्रता सीखें 


~ 9 
Moa oS 








और जगन्नियन्ताकी गोदमे सिर रखकर झान्तिसे रहें । धर्म- 
श्रद्धा, ईश्वर-श्रद्धा या प्रकृतिमें श्रद्धाका सार यही है । कोई 
नीतिकी श्रद्धासे समाधान प्राप्त करता है । मार्ग अलग दीख 
पड़ते हैं; परंतु ध्येय एक ही है - मानवता | 


—— See 


मानवता 


( लेखक--१० श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय, वित्तमन्त्री, राजस्थान ) 


“मानवता?की उत्पत्ति “मन? झब्दसे हुई है, जिसका 
एक अर्थ है मनन करना, दूसरा अर्थ है “सहानुभूति 
रखना? । मनन करना बुद्धिका और सहानुभूति रखना हम 
हृदयका धर्म समझते हैं | अतः “मन” शब्दम बुद्धि और 
हृदय दोनोके भुणोंका समावेश हो जाता है । एक मनस्विता 
शब्द भौ है, जो 'मनशसे ही बनता है | इसका अर्थ है- जो 
मनको ठोक लगता है, उसपर डटे रहनेकी वृत्ति। इस 
तरह “मानवता'मै मुख्य तीन गुणोका समावेश हो जाता 
है-“मनन करना?) “सहानुभूति रखना?) “निश्चयपर अटल 
रहना? । इन तीनों गुणोँके मिळनेसे “मानवता? परिपूर्ण हो जाती 
है । मनन करनेसे सही और गलतका बोध होता है; 
सहानुभूति रखनेसे दूसरे व्यक्तिके साथ मनका मेळ--एकत्व 
सधता है. निश्चयपर अटल रहनेसे अज्ञीकृत कार्यो्मे' - जीवनमै 
सफलता प्राप्त होती है । 


भगवान्‌ सृष्टिरूपमै साकार हुआ । “मानव'के रूपमै 
हमें उसके सबसे विकसित रूपका- अवतारका दर्शन हुआ | 
“देव?के रूपमे हमे उसके और उच्च रूपकी कल्पना हुई । वह 
हमारा एक नजदीकी लक्ष्य--आगेकी एक मंजिल हो सकती 
है; आज हम “मानवता'की मंजिलका विचार कर रहे हैं । 


क्या हम मानवताकी मंजिलतक पहुँच गये हैं ! 
हमारा शरीर अवश्य मानवका है; परंतु क्या मानवोचित 
पूर्वाक्त सब गुण हमें प्राप्त हो गये हैं हम सबको--एक-एक 
मानवको--प्रास्त हो गये हैं १ यदि नहीं तो, देवत्वके पहले 
हमें मानवताकी साधना करनी होगी--हममें जो मानवताको 
साध चुके दै? वे ही देवत्वकी ओर प्रगति करनेके अधिकारी हैं । 


आजका मानव किस अवस्थामै है ? हम स्वयं किस सीमा- 
तक मानव कहलानेके अधिकारी हैं १ इसका निर्णय कौन 
करे ! केसे करे ! मैं दूसरेके लिये कैसे निर्णय करूँगा १ समग्र 
मानवता-जैसी कोई वस्तु है क्या ? प्रत्येक मानवके गुण- 
अवयुणका सामान्य योग ही तो आजकी मानवताका चित्र 
खड़ा कर सकता है । क्या यह नाप-तोल करना, हिसाब 
लगाना और उसका तळपर निकालना आसान है १ और क्या 
इसके बिना मानवताकी प्राप्ति या प्रगति नहीं हो सकती ! 
यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनका हिसाव लगाता रहे-- 
तलपट निकाळता रहे; उसके लिये सतत प्रयत्न-- साधना 
करता रहे तो उसे मिलाकर सबकी प्रगति मानवताकी दिशामें 
न हो सकेगी १ बूँद-बूँदसे ही अन्तको समुद्र बनता और 
भरता है-इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिकी मानवताके योगसे ही 
संसारका मानवताकी इद्धि या पूर्ति होती है । अतः मैं तो 
यही ठीक समझता हूँ कि व्यक्ति समग्र सृष्टिकी मानवताकी 
चिन्ता छोड़कर स्वयं अपनी मानवताके--मानवोचित पूवोक्त 
गुणोके विकासका ही ध्यान रखें । 


हम मानव पहले हैं--भारतवासी या यूरोपबासी बादमे | 
हमारी भारतीयता हमारी मानवतामै छोटी- सीमित 
वस्तु है । भारतीयतासे छोटी और सीमित है हमारा पंजाबीपन, 
बंगालीपन, राजस्थानीयता । यदि यह सही है तो हमारा 
अपनी प्रान्तीय भाषाओंका दावा हमारी राष्ट्रिय भापाके दायरेसे 
छोटा, कम या सीमित ही रहेगा । यह वात स्पष्ट है, फिर भी 
हम इस लक्ष्यकी भूल जाते हे और छोटी-छोटी बार्तोपर उलझ- 


कर बड़ी वातको हानि पहुँचा देते हैं | क्या यह उचित है ! 


IIMS YS 


न मानवता # 


१८५ 





मानवता 


( ढेखक श्रीअलगूरायजी शास्त्री ) 


> 


मानवता वहाँ रहती दै, जहाँ सहृदयता; सांमनस्य तथा 
द्रेषरहितिता निवास करती है । 

अथर्वसंहिता बताती है-- 

ॐ सहृदर्य लांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। 

अन्योन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥ 

मनुष्यौंको परमात्माने स्वभावसे ही सहृदय, विवेकी 
एवं अविद्वेषी बनाया है । मनुष्य एक दूसरेकी ओर प्रेममावसे 

NS गोकी 

आद्ृष्ट हों) जेसे सद्योजात वत्स अपनी माता गौकी ओर 
लपकता है और गौ ऐसे वत्सकी ओर । 

मनुष्यके इन्हीं स्वाभाविक गुणोंकी ओर गीताने संकेत 
किया है, जव वह कहती है--- 

अद्वेष्टा सर्वभूतानां भैत्रः करुण एव च । 

मनुष्य वही है, जो भूतमात्रसे-पराणिमात्रसे द्वेष नहीँ 
करता; सबके साथ मैत्रीका भाव रखता है और करुणाकी 
भावनासे ओतप्रोत सहृदयताका परिचय देता है | 

इन्हीं मौलिक सदूगुणोंका उद्रेक मनुष्यको पद्मु-कोटिसे 
एथकूकर उसे अपना एक स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान करता है । 
नहीं तो “धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः? की सूक्ति उसपर 
चरितार्थ होकर वह खर-कूकर-झूकर-इ्वानसमान कहलानेका 
पात्र बन जाता है | 

इस वैदिक भावनाके अनुरूप ही मसीही भावना इस 
सम्बन्धमे दीख पड़ती है | खुदाने अपने अनुरूप मनुष्यको 
बनाया---इंजीळ कहती है | इंग्लेंडका मसीही दार्शनिक ह्यूम 
कहता है कि 'लुदाने अपने इदयकी छाप मनुष्यके हृदय- 

~ वचनोसे 

पर डाळ दी हे |? इन वचनोसे यही प्रमाणित होता है कि कुछ 
विशेष सदूगुणोंकी झलक जहाँ है, वहीं मानवता है । जहाँ वे 
गुण नहीं, वहाँ मानवताका अभाव है । 

गिद्ध, विल्छी, कुत्ते हड्डियोंके लिये कटकटाते हुए युद्ध करते 
हैं। यदि मनुष्य भी उक्त पुओके नख-दन्तको आपसी एवं 
आग्नेय अस्त्रोंसे बदछकर पराचर भूमि एवं अन्य सत्ताओं 
और अधिकारोंके लिये लड़ मरनेपर उतारू हो जाय तो फिर 
वह अपने भीतर मानवताका परिचय देगा अथवा पञ्जुताका ! 


“मानवता? शब्द पशुताका प्रतिवाद है--अर्थात्‌ पञ्चता 
सा० अं० २४-- 


शक... 


जहाँ मिट जाती है, नष्ट हो जाती है, वहाँसे मानवताका 
उदय होता है । जबतक पद्युता है, तबतक मानवता कहाँ ! 
पञ्चता ह्वेष-संघर्ष-व्यवाय-नींद-आहार'में ही सीमित रह जाती 
है। जब इन सबके ऊपर उठकर कुछ विशेष गुणोका प्रदर्शन 
सामने आता है, तब मानवताकी दिव्य झाँकी झलकने लगती 
है । जब मानवता झलकी तत्र मैत्री-विवेक एवं सहृदयताके 
दर्शन हुए । 

मानव जब इन तीन मौलिक आधारोंपर खड़ा हो लेता 
है, तब उसे एक ओर तो पशुतासे ऊपर उठ जानेका आभास 
मिळता है, साथ ही दूसरी ओर उसे पश्चताके अपने पुराने 


“ संस्कार बार-बार स्मरण होते रहते हैं । तब वह अपने 


मानवीय जीवनमें स्थिरता, सत्यता नहीं पाता । वह अनुभव 
करता है कि उसका जीवन असत्यमय--अनृत है । तब वह 
अनुभव करता है कि वह दैवीसम्पत्‌का अधिकारी है । वह 
सयुज; सगोत्र है ब्रह्मका--ईश्वरका--:द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया? के वचन उसे व्यथित करते हैं | बह ब्रह्मरूप है, 
यह अनुभूति उसे होती है । इृद्महमनृतात्‌ सत्यसुपैमि-- 
का संकल्प वह लेता है । बरतोंके अनुष्ठानसे; श्रेष्ठ कर्मोके 
सम्पादनसे उसे यह क्षमता प्राप्त होती है-वह अपने “अनत? 
मानवरूपको त्यागकर “सत्य” देवरूप ग्रहण करनेमै समर्थ 
होता है | पशुओंकी चेतनामे जीव प्रतिबोधको प्राप्त नहीं कर 
पाता--मानव चोलेमें ही यह समर्थता प्राप्त होती है कि वह 
अपने भीतर खरूपकी परछाहीं देखे और स्वरूपमै प्रतिष्ठित 
हो सके ओर इस प्रकार समाधिसिद्धिके द्वारा--समाधिसुषुप्ति- 
मोक्षेषु ्रह्मरूपता--के वचनोंके अनुसार वह ब्रह्मरूप बन 
सके | यह रूप मानवताका प्रतिवाद है- अर्थात्‌ “जब हरि, 
तब में नॉय?की दशा हो गयी । तात्पर्य यह कि जब हम पशु 
थे; तब मनुष्य न थे। जब पशुता गयी, तब उसकी प्रतिवाद- 
रूपा मानवता आयी और अन्तिम प्रतिवादकी दशामें यह 
मानवताका भाव गया, तब हरिरूपता--ब्रह्मरूपता-ईश्वररूपता 
प्राप्त हुई । यही दूसरा प्रतिवाद अन्तिम प्रतिवाद दै) जिसमें 
मानव भगवान्‌ बन जाता है। 


वह मानव मानव नहीं, जिसमें इस प्रतिवादके लिये क्षमता 
और प्रयत्न न हो | इद्द चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिह्वा- 


१८६ ॐ मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका # 





वेदीन्महती विनष्टि--उपनिषत्‌ पुकारकर कहता है कि 
इस चोलेको पाकर ब्रह्माको जान लिया तो कल्याण; नहीं तो 
महाविनाश ! मानव चोला ही इस कार्यके लिये समर्थ है । 
वहीं मानवताका निवास जानिये, जहाँ अपनेको मिटाकर उसके 
स्थानमै ब्रह्माको ला बेठानेकी क्षमता और प्रयत्न है । इसी 
स्थितिको कबीरने कहा है--*मरना हुआ तो मरि गये; फिर 
ना मरना होय।” यदि मानव इन उदात्त आकाङ्काऔँसे 
ओत-प्रोत नहीं तो उसमें मानवताका लेश नहीं । 

ईश्वरने मानव-खुष्टिके समय उसे गाय, अश्व--दोनोंके 
शरीर दिखलाये-तं गामानमत्ता तमश्वमानमत्ता | जीवने 
कहा--नोऽयमलमिति ! हमें ये नहीं चाहिये तं पुरुष- 
मानमत्ता- तब यह मानव काया उसे दिखायी गयी | जीव 
बोला--सुक्ृतवतेति- हाँ, यह सुन्दर है । इस आख्यानमें 
सुन्दर ढंगसे वह चित्रित किया गया है कि मानव-शरीर ही उसे 


चरम विकास तथा खरूपावबीधके लिये एकमात्र साधन है। यह 


शरीर पाकर यदि पझुतासे ऊपर उठानेवाले प्रारम्भिक गुणोंसे 


=== भभ 
वह संयुक्त नहीं होता- अर्थात्‌ सहृदयता; अविद्वेषता 
एवं सांमनस्य उसमें नहीँ आती तो वह मानव नहीं---उससें 
मानवता नहीं । और यदि पद्युताके प्रतिवादरूप मानवताको 
प्राप्तकर अपने इस रूपके प्रतिवादरूप देवत्व--ईश्वरत्वके लिये 
वह प्रयत्नशील नहीं, तो भी वह मानवतारहित, घुना हुआ 
बीज है, परिपुष्ट परिपक्व बीज नहीं | इस प्रकार हम इस 
परिणामपर पहुँचते हैं कि मानवता वहाँ है, जहाँ पशुता 
नष्ट हुई है और जहाँसे देवत्व-प्रातिके लिये उदार आकाह्काएँ 
एवं प्रयत्न प्रारम्भ हुए, हैं । जहाँ सहृदयता आदि संदूणुणोंका 
व्यवहार पारस्परिक बर्तावमे भूतमात्रके साथ पाया जाता हो, 
वहीं मानवता प्रतिबिम्बित है और पूर्ण मानवता तभी 
जानिये; जब वह मानवता अपने इस ऐहिक रूपको अपूर्ण, 
नश्वर, अदत जानकर पूर्ण सत्यरूपकी प्राप्तिके लिये सतत 
प्रयत्नशील; ब्रत एवं श्रेष्ठ कर्मेमिं संलग्न हो | 

ईश्वर मानवको विश्वमरमै मानवताके इस रूपमै आस्था 
प्रदान करे । 





वतमान समयकी माँग है--मानवता 


( ळेखक--सेठ अचलसिंइजी, एम्‌० पी० ) 


भारत एक प्राचीन और ऋषियोंका ऐतिहासिक देश 
है । यहाँकी सभ्यता और संस्कृति बड़ी उदार और महान्‌ 
रही है । भगवान्‌ महावीर और बुद्धके समयमै यहाँ अहिंसा 
और प्रेमका साम्राज्य था | बड़ों ओर गुरुजनांका आदर, 
गरीबों ओर बेकसोंकी सहायता; सचाई) ईमानदारी, सदाचार- 
का बोलबाला था । नीच और बुरे कार्मोको घुणाकी दृष्टिसे 
देखा जाता था । जो मनुष्य पतित होता था, उसे सदुपदेश 
तथा प्रेमसे सुपथपर लाया जाता था । निकम्मे आदमी नाम- 
मात्रको थे । 
उस समय आत्मविकासके सिद्धान्तका बोलबाला था । 
त्याग, तपस्या, नम्रता, आदर और संतोषरका प्रभाव था । 
पर जैसे-जैसे समय बीतता गया, आपसमें कलह, फूट; 
वैमनस्य फैलता गया--यहातक कि विदेशियोने यहाँ अपना 
साम्राह्म स्थापित कर लिया । पर कुछ समय बाद वे विदेशी 
भी स्वदेशी बन गये और भारतको अपना देश मानने लगे | 
मुगळोके बाद जब अंग्रेज भारतमै आये, वे इंगरेंडको 
अपना देश मानते रदे और भारतको खार्थक्षेत्र अर्थात्‌ व्यापार- 
स्थान मानते रहे । 


दिनौदिन मनुष्यकी इच्छाएँ ओर आवश्यकताएँ बढ़ती गयीं 
और साथ-ही-साथ मानवतामे भी कमी आती गयी । भारतको 
आदर्श बनानेमे जिसने सहायता की; वह था “धर्म? | जन्मसे 
ही भारतवासियोंमे धार्मिक वृत्तियोका संचालन होता चला 
आता है; उसीका यह परिणाम था कि भारतवासियोंमें 
मानवताका संचार था । 
जब विदेशियोंकी स्वार्थतरत्ति बढ़ती गयी, तब भारतको 
स्वतन्त्र करनेका आन्दोलन चला, जिसकी बागडोर महात्मा 
गांधीने अपने हाथमै ली और अत्यधिक परिश्रमक्रे बाद 
१५ अगस्त सन्‌ १९४७ को भारतको स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । 
मानबताका पतन कुछ-कुछ प्रथम विश्वयुद्धके बाद हुआ? 
पर दूसरे विश्वयुद्धे बाद तो उसके पतनकी हद हो गयी । 
कंद्रोलौका प्रादुर्भाव हुआ । उसका सीधा और उल्टा असर 
साधारण जनता और अधिकारियोपर पड़ा और करीव-करीब 
प्रत्येक मनुष्य उसका शिकार हुआ | जनस्वार्थ अपनी पराकाष्ठा- 
पर पहुँच गया । बड़े प्रयत्नोके बाद कंट्रोल समाप्त किये गये? 


पर उन्हींका दुष्परिणाम अबतक अपना कार्य करता चला 
आता है । 


# सानुष रूपं अ 


जब कोई बुराई या अच्छाई अपनी पराकाष्ठातक पहुँच 
जाती दै, तब प्राकृतिक नियमके अनुसार उसमें परिवर्तनकी 
आवश्यकता होती है । 

इसके फलस्वरूप महात्माओं, राजनीतिक नेताओं और 
उच्च आत्माओंका ध्यान इस ओर गया और उसके फल- 
स्वरूप अणुत्रत-आन्दोलन, विश्वधर्म-सम्मेलन) महात्माओंका 
उपदेश, कीर्तन, सत्सङ्ग आदि होने लगे; ताकि जनताका 
ध्यान और विचार उस ओरसे हटकर एक उच्च आदशंकी 
ओर लगे । 


१८७ 














I PONT 


यह युगकी माँग है कि मनुष्यमें---मुख्यतः भारत- 
वासियोमे मानवताका संचार हो । वह वस्तु अथवा मानवता 
दुर्विचारों और दुष्कर्मोके कारण दबी हुई है | 

मुझे विश्वास है कि यदि सचाई और ईमानदारीसे 
अधिकारियों और साधारण जनताकी दबी हुई मानवताको 
उभारा जाय और प्रोत्साहन दिया जाय तो भारतकी खोयी हुई 
मानवता फिरसे प्राप्त की जा सकती है और उसी सूरत भारत 
सच्चे अर्थमें “भारत? कहलाये जानेका अधिकारी हो सकता है | 


— oo — 


माडुषं रूपं 


( छैखक--श्रीश्रीमन्नारायणजी ) 


अर्जुनको श्रीकृष्णमगवान्‌से वहुत-सा तत्वज्ञान सुनकर 
मी संतोष न हुआ । दुनियामै रहकर निष्काम-इत्तिसे अपना 
धर्म-पाळन करनेका उच्चतम आदर्श उसने सुना ओर समझा 
भी । पर केवळ इस संसारकी वस्तुको देखकर वह संतुष्ट 
नहीं होना चाहता था | वह भगवानके 'विश्वरूप?का दर्शन 
करना चाहता था। 


मगवानूने भक्तकी इच्छा पूर्ण की, उसे दिव्य दृष्टि 
प्रदानकर अपना विशाल, अनन्त और देदीप्यमान विश्वरूप 
दिखा दिया | पर अनोखा विश्वरूप देखकर अर्जुन घबरा 
गया और उसकी शान्ति भङ्ग हो गयी । वह हाथ जोड़कर 
बोला--“आपका अपूर्व रूप देखकर मेरे रोयें खड़े हो गये हैं 
और भ्रमसे मेरा मन व्याकुल हो गया है | इसलिये हे देव | 
आप अपना पहलेका ही रूप फिर दिखाइये और प्रसन्न होइये |? 


भगवानने फिर अपना चिरपरिचित मानवरूप धारण कर 
लिया; तब अजुंनके होश ठिकाने आये--- 

इष्ट्वेदं मानुषं रूपं, तव सौम्यं जनादन । 

इदानीमस्मि संबृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ 

गीताके इस ग्यारहवें अध्यायका विद्वान्‌ पण्डित ठीक 
क्या अर्थ छगाते हैं, मुझे पता नहीं । पर मेरे लिये 
“रूपमैश्वरं? और धमानुषं रूपं? का आध्यात्मिक अर्थ बिल्कुल 
स्पष्ट है । मैं मानता हूँ कि विश्वरूप-दर्शन कराकर भगवान्‌ 
अर्जुनको यह बतलाना चाहते थे कि मनुष्यको इस संसारके 
परेकी अनोखी दुनियाको जाननेकी चिन्तामे नहीं पड़ना 
चाहिये । मनुष्यमात्रको भूलकर जंगलोम तपस्या तथा 
साधना करनेसे “विश्वरूप? के दर्शन मले हो जायें; पर यदि 


इम अपना मानव-धमं अनासक्त बुद्धिसे निभाते रहेँ तो इसी 
“मानुषं रूपं? में उच्चतम शक्ति तथा आनन्दके दर्शन किये 
जा सकते हैं । पिण्डमें ही ब्रह्माण्डकी झलक मिल सकती है | 


जो हो, मैं तो गीताके सारे तस्वज्ञानका यही सार 
मानता हूँ । संन्यास, योग और कठिन तपस्याकी आवस्यकता 
नहीं है । मानव-धर्म निभाना ही सबसे बड़ी साधना है । 
अपनी मानवताको भूलकर जो “दशन? के रहस्यको खोजनेकी 
चेष्टा करता है, वह व्याकुल और बेचैन होगा | जिसने 
“मानुषं रूपं? में ही “रूपमैश्वरं? के दर्शन कर लिये, उसने सब 
कुछ पा लिया। 

दुनिया इंसानको हिकारतकी निगाहसे देखती है; उसे 
पापी, पतित और नापाक समझती है । अपने कर्तव्यको 
ठुकराकर साधु, संन्यासी जंगलोकी ओर लंगोटी लगाकर 
भागते हैं; कठिन योग और तप करते हैं; फिर भी शान्ति 
और आनन्द उनके हाथ नहीँ लगते । यह मुमकिन है कि 
आखिरमें उन्हें कामयाबी हासिल हो भी जाती हो । पर हमें 
इस रास्ते जानेकी जरूरत नहीं है | हस तो अपनी घर- 
गिरस्तीमें ही रहकर इंसानके कंधेसे कंधा मिलाकर अपना 
दुनियावी काम-काज करते हुए ऊँचेसे-ऊँचे और गहन-से- 
गहन तत्त्वको देख और समझ सकते हैं । 

ईसासे 'किंसीने पूछा--“आपके सारे उपदेशोंका सार 
क्या है १? 

“अपने-जैसा ही अपने पड़ोसीसे प्यार करो |? उत्तर 
मिला । इसी वत्त्वको समझाते हुए उन्होने कहा कि “अगर 
कोई इंसान अपने भूखे भाईको अपने दरसे लोटा देता है, 





१८८ क मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





किसी प्यासे आदमीको पानी देनेसे इन्कार कर देता है या 
अपने बीमार पड़ोसीकी सार-सम्हाल करनेकी फिक्र नहीं 
करता तो मौतके बाद खुदा उससे कहेगा कि “जब मैं भूखा 
था; तुमने मुझे खाना नहीं दिया; जब में प्यासा था, तुमने मेरे 
खुइक गलेमे पानी नहीं डाला; बीमार था) तब तुमने मेरी सेवा 
नहीं की ।? वह इंसान हैरान होकर पूळेंगा--'ऐ परमेश्वर ! 
ऐसा मैने कब किया १ आपके लिये ऐसा में क्योंकर करता १? 
तब उसे जवाब मिलेगा--“दुनियामें तुमने मेरे बंदोकी सेवा 
नहीं की, इसलिये मेरी भी खिदमत नहीं की |? 

इंसानकी सेवा और मुहब्बतका यही पैगाम मुहम्मद 
साहबने भी अरबोंको सुनाया । प्रेम व अहिंसाका यही संदेश 
आज इस युगकी सबसे ऊँची हस्ती अपने सेवाग्रामकी 
छोटी-सी कुटीसे सारी दुनियाको मिला । 


रामकृष्ण परमहंसके पास एक नौजवान आया और 
उनके चरणाकी धूल लेकर उनसे दीक्षा देनेकी प्रार्थना की । 
रामकृष्णने मुस्कराकर पूछा-- 

“क्या तुम अकेले ही हो ! तुम्हारे घरमै और कोई नहीं है १ 

(बस) एक बूढी माँ है, महाराज !? 

“फिर तुम दीक्षा लेकर संन्यासी क्यों बनना चाहते हो १? 

“मैं इस संसारको त्यागकर मोक्ष चाहता हूँ |! 

भगवान्‌ रामकृष्णने बड़े प्रेमसे समझाकर कहा- “बेटा ! 
अपनी बूढी माताको असहाय छोड़कर तुम्हें मोक्ष नहीं मिल 
सकता । जाओ | दिल लगाकर अपनी माँकी सेवा करो | 
उसीमें तुम्हारा कल्याण है; उसीसे तुम्हें मोक्ष मिल जायगा |? 

कितनी गहरी है यह नसीहत और वह भी एक ऐसे 
शख्सकी) जो जीवन-मरणका सारा मसला सुलझा चुका था, 
जिसका एक-एक पल ब्रह्माण्डकी असीम शान्ति और आनन्दम 


बीतता था ओर जिसके दिलकी एक-एक धड़कन असंख्य 
प्राणियोंके दिलोकी अविरत धड़कन थी | 


हम ईश्वरकी पूजा करते-करते उसके दुली-गरीब बंदोंकी 
याद नहीं रखते) अपने मन्दिरं और गिरजोंके घर्येकी 
आवाजमें पड़ोसीकी कराहोको सुन नहीं पाते, मुक्ति और 
खर्गके स्वके बीच अपना मानव-घर्म पालना भूल जाते हैं । 
धन्य थे राजा शिबि) जो भगवानसे यह प्रार्थना कर सके-- 

न त्वहं कामये राज्यं न स्वरं नापुनभेवम्‌ । 

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥ 


गण... 





reese eee 


्ज्ज्चल्स्ल्ज्जड 
और बापूका प्यारा भजन भी तो कुछ इसी तरहका है-- 
वैष्णव नन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाणे रे । 
पर दुःखे उपकार करे तोये मन अभिमान न आणे रे ॥ 


जिसके दिलमें दूसरोंके लिये प्रेम, सहानुभूति और दद 
नहीं) बह इंसान केसा ! ओर अगर हमने इंसानियत खो दी 
तो फिर बचानेके लिये हमारे पास रह ही क्या जाता है ! हम 
भले ही प्रगाढ ज्ञानी और पण्डित हौं, सारे तीथाँकी खाक छान 
चुके हों, सभी धार्मिक ग्रन्थ कण्ठस्थ कर चुके हों और रोज 
अपने कई घंटे पूजा-पाठमें बिताते हो; पर यदि हम अपनी 
मानवताको भूल गये तो हमारा सारा मजहब और इल्म 
किस कामका ! 





कबिरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर १ 


पुरानी कहावत है--“मन चंगा तो कठोतीमें गङ्गा |! 
अगर हमारा दिल साफ है) अगर हमने अपनी कुदरती मुहब्बत 
और हमदर्दी कुचल नहीं डाली है, अगर हम अपने पड़ोसी 
से अपने-जेसा ही प्यार कर सकते हैं और यदि हमने 
अपनी आस्माकी खुशबूकी सब प्राणियोंमे सूँघनेका प्रयत्न 
किया है तो फिर हमें मुक्ति, स्वर्ग और परमेश्वरकी चिन्ता 
करनेकी जरूरत नहीं । पराणिमात्रसे दूर और कोई खुदा नहीँ 
हो सकता | अगर है तो उसकी फिक्र करनेकी हमे आवश्यकता 
नहीं । देवता बन जाना आसान है, इंसान बनना कठिन है । 


भगवान्‌ अपने बंदोंके प्रेमके भूखे हैं | फिर हम 


मगवानकी अर्चना करते समय उनके बंदोंको कैसे भूल 
सकते हैं १-- 


'सबसों ऊंची प्रेम साई \ 

दुर्जोधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई ॥ 

जुठे फक सरी के खाए, बहुबिधि प्रेम लगाई ७ 

“विश्वरूप-दर्शन?के बजाय हमें “स्वरूप-दशेन? की ही 
जरूरत है । सनुप्य अपनी मानवताकों पहचानकर और उसे 
जगा हर ऊँचे-से-ऊँचे आनन्दका रसास्वादन कर सकता है | 
मनुष्य हीन और नश्वर नहीं, उसकी मानबता अमर और 
उन्मुक्त दै; उसकी हस्ती इस अह्माण्डमे किसीसे नीची नहीं । 


उसके अनुपम गौरवका अनुभव महाभारत 
भी गा उठा-- i कवि 


न सानवाच्छेतरं हि किंचित्‌ । 


प्रे 


* मानवता क्या है १ # 


१८९ 








I जि 77 


मानवता क्या है ! 


( ठेखक--श्रद्वेय पं० भीअभ्विकाप्रसादजी वाजपेयी ) 


“मानव? शब्दके आगे भाववाचक भता? प्रत्यय जुड्नेसे 
यौगिक शब्द “मानवता? बनता है | इसलिये मानवताका साधारण 
अर्थ होता है मनुष्यत्व | एक भाषाका शब्द अपनी सीमामै-- 
घरके अंदर जो माव व्यक्त करता है और जिसे घरवाले अनायास 
समझ लेते हैं, वह दूसरी भाषाके लोग नहीं समझ पाते | 
इसके अनेक कारणोंगे शब्दकी व्युत्पत्ति; परम्परा और सामर्थ्य 
मुख्य हैं । मानवताको यदि हम फारसीके इंसानियत शब्द- 
द्वारा व्यक्त करना चाहें तो वह व्यर्थ होगा; क्योंकि 
इंसानियत हैवानियतका विपरीतार्थक शब्द है । इसी प्रकारका 
अंगरेजी शब्द Philanthropy है । Philanthropy 
का अर्थ है मनुष्यजातिसे प्रेम | इंसानियतकी भाँति यह भी 
शब्दको सीमित कर देता है। परंतु “मानवता! बहुत 
ब्यापक दब्द है । 

एक भाषाका शब्द दूसरी भाषाके शब्दद्वारा वही माव 
नहीं व्यक्त कर सकता; जो उसका मजागत है, उसकी रग-रगमें 
मरा हुआ है । उदाहरण लीजिये । प्रसिद्ध है कि च्यवनप्राशका 
सेवन करनेसे बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गये थे। आज 
देशर्मे मनो या टना अथवा नयी नापतोलके अनुसार किलो- 
ग्रामो वा किंटलोमै व्यवनप्राश बनता और बिकता है? पर 
क्या उसका सेवन करनेवाले किसीका बुढ़ापा रत्तीमर भी 
घटा १ इसका कारण क्या है १ कारण यह है कि च्यवनप्राश 
बनानेमें अष्टवर्गकी जो दवाएँ वा वनस्पतियाँ वा जड़ियाँ 
च्यवन ऋषिके लिये काममै लायी गयी थीं? वे आजकल नहीं 
लायी जातीं; क्योंकि बहुत-से लोगोंको वे मिलती ही नहीं और 
थे उनके बदले कुछ और चीजें काममै लाते हँ) जिन्हें वे 
प्रतिनिधि ओषधियाँ कहते हैं | इसी प्रकार हमारे मानवता 
शब्दके पर्याय वा प्रतिनिधि शब्द वह भाव व्यक्त नहीं कर 
पाते, जो मानवतासे व्यक्त होता है । 

और देखिये । सब लोग जानते हैं कि मनुसे मानव 
हुआ हे और आदमसे आदमी । परतु मनु कौन हि १ क्या 
वह विवखानका पुत्र मनु है १ साधारणतया लोग यही समझते 
हैं। पर यह बात नहीं है । विवखानका पुत्र मठ दा हा 
पर मानवकी जननी मनु खी थी । दोनोंका नाम मज ही 
था | आप कहेंगे, “वाह ! कहीं पुरुष और खरी दोर्नेका एक 
ही नाम हो सकता दै !? हम कहते हैं, हुआ है और दो सकता 


है ! महाभारत पढ़िये और उसमें देखिये कि आस्तीकके पिता 
जरत्कारुने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसीसे ब्याह करूँगा, जिसका 
नाम जरत्कारु होगा और उन्होने जरत्कारु नामकी छीसे 
ब्याह किया भी | इसलिये यदि जरत्कारु उभयलिङ्गी शब्द 
हो सकता है, तो मनुके उभयलिङ्गी होनेमै क्या बाधा है १ 


अब प्रश्न होता है, यह मनु कौन थी १ यह कश्यप ऋषिकी 
पत्नी थी । कहते हैं कि दक्षकी ६० कन्याओंमें आठसे कश्यपने 
विवाह किया था | इनके नाम थे-दिति) अदिति) दनु, कालका; 
ताम्रा,क्रोधवशा) मनु और अनला | इसी मनुसे ब्राह्मण, क्षत्रिय) 
वैश्य और श्र मानव उत्पन्न हुए थे । दितिसे दैत्य हुए 
और अदितिसे आदित्य; वसु; रुद्र और अश्विनीकुमारद्वयने 
जन्म लिया । द्वादश आदित्य अष्ट वसु; एकादश रुद्र और 
दो अश्विनीकुमारसमेत ३३ देवता हुए । ये ही वैदिक देवता 
हैं । इनकी एक-एक कोटि या जाति दै, जिसे न समझकर 
लोगाने ३३ कोटिसे ३३ करोड़ देवताओंकी कल्पना कर ली। 
और आज तो ३३ से भी शायद कई करोड़ अधिक देवता 
हो गये होंगे । बुद्धके समयतक तो ३३ ही थे । उस समय 
स्वर्गको “तेवतीअवनम्‌? कहते भी थे । 
दनुसे दानव हयग्रीव नामका पुत्र पैदा हुआ | कालकासे 
कालक और नरक- दो पुत्र हुए । ताम्राके गर्भसे क्रौंची, भासी 
( शिद्धी )) च्येनी, धृतराष्ट्री और झकी--पाँच कन्याएँ हुई । 
क्रोघवशाने मृगी; मृगमन्दा, मातङ्गी, शार्दूली, श्वेता सुरभि) 
सुरसा और कद्रूको जन्म दिया । अनलाके गर्भसे प्रशस्त फल- 
सम्पन्न वृक्षीका जन्म हुआ । मनुकी सातौँ बहने मानवोकी 
मौसियाँ और उनकी संताने मौसेरे भाई और मोसेरी बहनें 
हुईं । ताम्राके गर्भसे मादा पक्षियों और क्रोधवशाके गर्भसे 
मादा जानवरों तथा साँपाँकी माता सुरसा और गरुडकी माता 
विनताका जन्म हुआ । मानवोके पिता कश्यप हैं) इसलिये 
कहा है कि जिसे अपना गोत्र न ज्ञात हो, वह अपना गोत्र 
कश्यप कहे । कहावत है-- 
मुके बिसेरै कद्यपगोत्र । 
तवृक्षर्म प्राण है? इसका ज्ञान हिंदुओको सर जगदीशचन्द्र 
वसुके आविष्कारके बहुत पहलेसे था । इसीलिये हरे ब्क्षोंके 
काटनेका निषेध किया गया था | दतवनके लिये नीम आदिकी 





nti 


--7*>***->>>>: 





र्ट 


eee 


१९० 


रहनी तोड़ने और पूजा आदिके लिये फूल-पत्ते लेनेके नियम भी 
“आचारदर्पण? जैसे आचार-ग्रन्थोमे बताये गये हैं | एक बार 
श्रीमती एनी ब्रेसंटने महामना पण्डित मदनमोहन माळवीयसे कहा 
था कि थियोसोफी मनुष्यमात्रमें बन्धुत्वका समर्थन करती है । 
इसपर माळवीयजी महाराजने कहा--'हिंदू-धर्म तो सृष्टिके 
प्रत्येक भागसे आत्मीयता रखता है |” बात ठीक ही है। जो 
तर्पण किया जाता है, वह अपने पितरोंके उद्देश्यसे ही नहीं 
किया जाता; सुष्टिके प्रत्येक अङ्गसे आत्मीयताका बोध कराता 
है । जैसे हम अपने रारीरके किसी अङ्ककी रक्षा करने वा उसे 
स्वस्थ रखनेमे किसीपर उपकार या एहसान नहीं करते, वैसे 
ही सुष्टिके प्रत्येक भागसे आत्मीयताकी कल्पना है । यही 
मानवता है । 


€ 
ओ मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थंका % 


अंगरेजौके “Fatherhood of God and Broth er 
hood of man” की जो कल्पना है, उससे मानवताकी 
कल्पना हमारी बहुत आगे बढ़ी हुई है । वह मनुष्यों वा मानवों 
या इंसानतक ही सीमित नहीं है | वह विश्वव्यापक 
है । ऐसे उदात्त विचार हिँदू-धर्मके बाहर कहीं नहीं मिलते । 
तुलसीदासजीने अपनी रामायणमें लिखा है-- 

सीय राम मय सब जग जानी \ करडँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 

“सवे खल्विदं ब्रह्म? ही मूलमन्त्र है । वही मानवता है | 
हमें इस मानवताको अपनानेके लिये निरन्तर प्रयत्नशील 
रहना चाहिये। 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया? | 

सर्वे भद्राणि परयन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


000 Ora 0010 0 


मानवता क्या है ! 


(छेखक--पं० औसूरजचंदजी सत्यप्रेमी “डाँगीजी' ) 


यह एक प्रश्न बना हुआ है । इसलिये कि हम 
मूलको भूलकर इधर-उधर मटक गये हैं । मानवताको 
समझनेके लिये मगवान्‌ “मनु?को समझना पड़ेगा। 'मनु'को 
समझनेके लिये मगवान्‌ “विवस्वान्‌? को घ्यानमे लाना होगा 
और मगवान्‌ :विवस्वान्‌'का भ्यान करनेके लिये श्रीमन्ना- 
रायणदेव मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका ज्ञान साक्षात्‌ करना 
होगा । इतना किये बिना मानवता क्या है? इसे हम 
अनन्त काळतक नहीं समझ सकते | 


अंग्रेजीका “मैन' (7187 ) शब्द मी “मनु? से बना 
हे । मनु'से उत्पन्न ही “मनु-ज?, “मानव? या “मैन! कह्‌- 
लाता है । आदिम बाबा बैवस्वत “मनु'से उत्पन्न ही 
“आदिमी? या आदमी? कहलाता है | 


दुनिया और दुनियाके मालिकका बोध करानेके लिये 
जो सर्वश्रेष्ठ स्मृतिग्रन्थ है, उस श्रीमदूभगवद्गीतामें भगवानके 


वचनामृत हैं--- 
इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान्‌ । 
विवस्वान्‌ सनबे प्राह । 
मचुरिक्ष्वाकवेऽ्रवी त्‌ ॥ 


चतुर्थ अध्यायके इन प्रारम्भिक वाक्योके पहले ( तीसरे 
अध्यायके अन्तमें ) भगवानने कहा है-- 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥ 
“इन्द्रियोंसे परे मन है, मनसे परे बुद्धि हे और 
बुद्धिसे परे आत्मा है अर्थात्‌ आत्माका प्रकाश बुद्विमें आया 
यानी बुद्धिके देवता सविताके ( विवखान्‌ भगवानके ) पास 
परमात्मासे आया और विवस्वान्‌ भगवानूने मनुको दिया यानी 
बुद्धिके द्वारा वह ज्ञान मनके पास आया और मनु मगवान्ने 
उसे इक्ष्वाकुको दिया यानी मनके द्वारा इन्द्रिये आया 
ओर फिर वह ज्ञान विषर्योतक पहुँचकर नष्ट हो गया । 
तात्पर्य यह कि मानबताका सच्चा बोध तमी हो सकता दै, 
जब हम विषयोंकी अपेक्षा इन्द्रियोको अधिक महत्त्व दें, इन्द्रियो 
की अपेक्षा मनको अधिक महत्त्व दें, मनकी अपेक्षा बुद्धिको 


अधिक प दें और बुद्धिकी अपेक्षा आत्माको अधिक 
महत्व द्‌ | 


आत्माके अनुशासनमे अपने मन 
९, वही “मानव” है और जिसकी 
र र इन्द्रियाँसे ता हैं, वही 
"य मानव वही है, जिसकी इन्द्रिया 
मन; बुद्धि और आत्मा परमात्माद्वारा 
रोनेवाला ९ द्वारा दि (9: 
दवान? है, प्रकाशित हैं । डुःखमें 


2 इशमन समझकर रुलानेवाला 
“शतान? इन्द्रियोंको 022 
है | मन और इन्द्रियो वशमै रखकर सहन करने- 


# गोविन्दके हो रही * 


१९१ 





वाला “इन्सान? है और जो इन सबसे परे ओर सबमें व्यापक 
शक्तिका अधिष्ठाता है; वह भगवान्‌ है। उसीका प्रकाश बुद्धिमे 
आता रहे--वहाँसे मनपर आये और फिर इन्द्रियोद्वारा 
बिषयाँमै जाय तो वह मानवता-युक्त भोग है और विषर्योके 
द्वारा आकर्षण इन्द्रियोका हो, इन्द्रियोंके द्वारा जबर्दस्ती 
मनको खींचा जाय और मन बुद्धिको भ्रष्ट करे तो आत्मा 
जीवभाव धारण करके चौरासीका चक्कर लगाता है, फिर उसे 
मानवता हुर्छम हो जाती है । फिर-- 


कबहुँक करि करुना नरदेही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 


फिर कसी अहैतुकी दया करनेवाला जगदीश्वर कृपा 
कर दे तो मानव-देह मिळती है| फिर भी यदि हमने मानवताका 





कर्मण्यकर्म यः परश्येदकर्मणि च कर्म यः। 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्सनकर्मकृत्‌ ॥ 

( सविताके मार्गसे ) मनुष्योमिं वही बुद्धिमान्‌ है या 
भगवान्‌ सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित है, जो सम्पूर्ण कर्म करता 
हुआ भौ योगी यानी साधक ही नहीं “युक्त; यानी सिद्ध है | 
भगवान्‌ विवस्वान्‌ कुछ नहीं करके सब संसारका कार्य कर्‌ 
रहे हैं और समस्त संसारको जाग्रत्‌ करनेपर भी कुछ नहीं कर 
रहे हैं । जो उनका यथार्थ परमार्थ-दर्शन करके संसारमै व्यवहार 
करता है और अंदरसे अकर्ता रहता है, वही सच्चा मनुष्य दै 
और उसके स्वभावको ही मानवता कहते हैं । 


ऐसी मानवताके आदश हैं-- 


मर्म न समझकर विषयोंकी अधीनता स्वीकार कर ली तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र और भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र 
गोस्वामीजी लिखते हैँ-- राजर्षि जनक १) ब्रह्मर्षि वशिष्ठ 
र देवर्षि नारद 29 महर्षि भ्रु 
ग्र ज अस पाइ 
ह. ह त हे. R र । भक्त प्रह्माद | भक्त धुव 
कृत निंदः आत्माहन गति जाइ 5 
त हाहा 3९५०२१ भगवान्‌ क्रषमदेव १) भगवान्‌ दत्तात्रेय 
श्रीमद्धागवतमे उसे आत्महत्यारा महापापी दुर्भागी भगवान्‌ कपिलदेव 13 भगवान्‌ महावीर 
कहा गया है । भगवान्‌ सनकादिक 11 भगवान्‌ बुद्ध 
लमान है श्वर रामदास 
मनुष्य-समाजमें उत्पन्न होकर यदि मनुष्यता प्राप्त करनी है शाने bi 
द्रो ड नला 
तो इन्द्रियांको अनुशासनमें रखकर भगवानके प्रकाशसे + ११ क 
0 तर ल्यि तन्य महाप्रभु 
प्रकाशित बुद्धिकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी । इसके लिये र कल १? त 
वेद-माता गायत्रीकी शरण लेनी चाहिये | तभी मन-बुद्धि उन नानक र 
विवस्वान्‌ भगवानके मार्गसे प्रेरित होकर स्व-पर-कल्याणमे मीरा मुक्ताबाई 
सहायक होंगे; क्योंकि भगवान्‌ विवस्वान्‌ समस्त आकर्षणके निवृत्तिनाथ १? नामदेव 
केन्द्रबिन्दु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके द्वारा अनुशासित हँ, शिवाजी ११ प्रताप 
उनके सनातन शिष्य हँ, कर्मयोग और संन्यास दोनोके रामकृष्ण परमहंस 29 विवेकानन्द 
ex ° 
आदर हैं | गांधी 13 मालवीय 
— ~< 
000५ (> >> > हो 
| गावन्दक हा रट | 
> ८००० 
हे रे मन ! गोबिदके हे रहिये। ५ 
Ls ¢ ठ > सहिये 
ड इहि संसार अपार विरत ह्वै? जम की त्रास न सहिये ॥ श्र 
हे x गहियै 
इ दुख, सुख, कीरति भाग आपन आइ परै सो गहिये। ५ 
हु > > A 
सूरदास भगवंत-भजन करि अंत बार कछु लहिय ॥ ह 
-सूरदासजी 





१९२ 


क 








€ क्र 
# मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका & 





भगवती दुर्गा 


कनक-भूधर-शिखर-वासिनि, चन्द्रिका चय चारु हासिनि 
दशन कोटि विकास, वंकिम तुलित चन्द्रकले । 

कुद सुररिपु-बल-निपातिनि, महिष-शुम्भ-निशुम्भ-धातिनि 
भीतभक्तभयापनोदन- पाटल 


जय देवि दुर्गे दुरिततारिणि, दुर्गमारि विमर्द हारिणि 
भक्ति-नग्र सुरासुराधिप--मंगछायतरे । 

गगन मंडल गर्भगाहिनि, समर-भूमिषु सिंहवाहिनि 
परसु-पाश-क्रपाण-सायक--शाङ्क-चक्र-धरे ॥ 


अष्ट भेरवि-संगशालिनि, सुकर कृत्त कपाल (कदम्ब) मालिनि 
दचुजशोणित पिशित वर्डित पारणा रभसे । 
संसारबंधःनिदान-मोचिनि, चन्द्रभानु-कृशानु-लोचनि 
योगिनीगण गीत शोभित नृत्यभूमि रसे ॥ 
जगति पालन जनन मारण, रूप कार्य सहस्र कारण 
हरि बिरंचि महेश शेखर चुम्न्यमानपदे । 
सकल पापकला'परिच्युति, सुकवि विद्यापति कृतस्तुति 
तोषिते शिवसिंह भूपति कामना फलदे ॥ 


-मैथिल-कोकिळ विद्यापति 


बले ॥ 


ह 


DTT 
क 


९१,१०१,१४० १० १०, १५” ७६ १०० 
7 र, रक 5) 5 15 
| 


पाशा 


CaN 


1९४ IR? ॥॥॥॥॥४७)१६ 19॥21204: 180 ९२०५ 


कक (छक ७. DTCs oom TS tnt, M0. darn 


रक ग TEES 


कि 

£ 

£ 
€ 
fh 
हरे 
शर 
हक 
ह 
¢ 
छि 
© 
ह. 
© 








~ 


ओ स्तृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव ॐ १९,३ 


"ऱ््स्स्>>>>>>>>_>_“:“:““<<टटशशशशशशशशश 








( छेखक--सम्मान्य पं० श्रीलक्ष्मणनारायणजी गदे ) 


सृष्ट जगतूर्मे सबसे श्रेष्ठ मानवी सृष्टि है । इसमै पाँच 
ऐसी विशेषताएँ हैं, जो मानवेतर प्राणियोमे नहीं हैं-- 
( १.) कर्मभूमित्व, ( २ ) प्रकृतिपर खामित्व-संस्थापनकी 
चेष्टः (३) विवेकबुद्धि) (४) उत्तरदायित्व और 
( ५ ) सहृदयता । 

(१) इस संसारमै पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि 
समस्त मानवेतर प्राणियाँका जीवन केवल एक भोग है। 
अपने जीवनमें किसी प्रकारका सुधार या परिस्थितिमे किसी 
प्रकारका परिवर्तन करनेवाला कोई कर्म उनके द्वारा नहीं 
होता । शेर जंगलमे रहता है; भूख छगनेपर अपनी माँदसे 
बाहर निकलकर शिकार हूँढ़ता और उसे मारकर उसके रक्तः 
मांससे अपनी भूख मिटाता है । किसी जलाशयके समीप 
जाकर अपनी तृषा शान्त करता और अपनी मॉदमे जाकर 
सोता है । इतना ही इस प्रथ्वीपर उसका काम है । अपने 
लिये न तो वह कोई घर उठाता दै, न कलके लिये आज कोई 
संचय करता है । समी पञ्च-पक्षियो और कीट पतंगोंका खाना 
और सो जाना अथवा चळना-फिरना,उड़ना या पड़े रहना-- 
इतना ही काम है । कुछ पक्षी अपने लिये घासले बनाते 
हैं, चूहे आदि कुछ जानवर जमीन खोदकर अपने लिये 
बिल और एक जगहसे दूसरी जगह जानेके लिये जमीनके 
भीतर-ही-भीतर रास्ते बना लेते हैं | पर सृष्टि हुई तबसे 
आजतक इनके इस काममै कोई नयी व्रात नहीं हुईशकोई सुधार 
या परिवर्तन नहीं हुआ । दो काम इनके और हैं । पञ्च हो या 
पक्षी, कीट हो या पतंग; जिस किसीसे उन्हें भय होता है, 
उससे बचनेके लिये या तो वे भागते हैं या उसपर चोट करते 
हैं । प्रजननमें भी इनकी सहज प्रवृत्ति है और ये अपनी 
संततिका विस्तार करते हैं । ये चारों काम मनुष्य भी करता 
डै- सामान्यमेतत्‌ पञ्चभिर्नराणाम्‌ । पर मनुष्य अपनी 
परिस्थितिसे कमी संतुष्ट नहीं रहता । अपनी स्थिति सुधारनेका 
सतत प्रयत्न करता है । पहले यदि वह जंगलमै पर्णकुटी 
बनाकर रहता था तो अब अपने निवासके लिये सुन्दर-से- 
सुन्दर महल बनाता है । जीवनको अधिकाधिक सुखी, 
साधन-सम्पन्न और सुसमृद्ध बनानेकी चेष्टामै वह सदा ही लगा 
रहता है । उसके इस प्रयलमै जो पदार्थ या प्राणी बाधक 
होते हे, उनसे वह सतत संघर्ष करता है । संघर्षमे विजयी 


मा० अ० २५-- 


होनेके लिये अधिकाधिक कार्यक्षम साधन ढूँढ निकालता 
और अपनी स्थितिको निष्कण्टक बनानेका प्रयत्न करता है । 
आहार-निद्रादि भोग उसके पीछे भी लगे हुए हैं । इस 
तरह उसके जीवनका अल्प या अधिक भाग भोगमे बीतता 
है । पर भोगके लिये हो अथवा भोग-रोगसे विरक्त होकर 
अज्ञान और जरा-मरणादिसे मुक्त होनेके लिये हो, वह जन्मतः 
कर्मशील है | यही उसका कर्मभूमित्व दै, जो मानवेतर प्राणियों- 
से उसे श्रेष्ठ बनाता है । 


( २) मानवेतर प्राणियोँके समान मानव भौ प्रकृतिमें 
बद्ध है । पर बह प्रकृतिनिर्मित परिस्थितिसे ऊपर उठनेका 
यत्न करता है । प्रकृतिका विश्लेषण करके उसके रहस्योंको 
जानता और उससे अपने जीवनको आधिजव्याधियोंसे मुक्त 
करता और अपने अभावों और अपूर्णताओंकी पूर्ति करता 
रहता है । इसी मानव-प्रयत्नसे नाना प्रकारके भौतिक विज्ञान 
निकल पड़ते हैं और उनसे मानव-जीवन समृद्ध होता है । 
इस तरह वह अपने कल्पित सुख और वेभवका क्षेत्र चाहे 
जितना विस्तृत कर सकता है और यह कर्म करनेमें मानवेतर 
सृष्टियोपर उसका प्रभुत्व स्थापित होता है । हाथियों और 
घोड़ौपर वह सवारी करता है, गधापर अपने कपड़े लादता 
है, ऊँटोसे सवारी और लदाई--दोनो काम लेता है, बेलोसे 
अपने खेत जुतवाता है । जो प्राणी उसके जीवन-सुखमे 
बाधक होते हैं, उन्हें वह जानसे मार डालता या अपने वशमें 
कर लेता है । हिंख पशु अबसर पाकर भले ही मनुष्यपर 
चोट कर लें) पर मनुष्यपर अपना कोई अधिकार नहीं जना 
सकते । यह सामर्थ्यं मनुष्यमै ही है जो वह मानवेतर प्राणियाँ- 
पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है। प्रक्कतिपर स्वामित्वकी 
यह प्रवृत्ति मनुष्यमें स्वाभाविक होती है । पर-अपर-भेदसे 
इसके दो रूप हैं | एक सर्वथा असंस्कृत प्राक्त रूप दै, जो 
प्रत्येक मानवसमूहमें देखनेमे आता है; चाहे बह समूह 
पारिवारिक हो या राष्ट्रिय अथवा सावंराष्ट्रिय | किसी-नःकिसी 
प्रकारका अपना प्रभुत्व स्थापित करनेकी इच्छा प्रत्येक मानवमे 
होती है--चाहे उसका क्षेत्र कहीं एक परिवार अथवा महल्लेके 
बच्चाकी टोळी-जितना छोटा हो या महानःसे-महान्‌ बलवान्‌ 
और विमवसम्पन्न राष्ट्रकासा विश्वव्यापी | इस प्रबृत्तिका | 
सुसंस्कृत रूप अपनी ही इन्द्रियों ओर मनपर अपना 5 ` 


१०४ ओ मानव वही जो स्वाथे तज होता पथिक परमार्थका % 








स्थापित करना दै, जो “मनुष्याणां सहस्रेषु? कचित्‌ देखनेमें 
आता है । पहला प्रकार मनुष्यको पझुकोटिसे बहुत ऊपर 
नहीं उठने देता | दूसरा मानवकी श्रेष्ठताका असंदिग्ध 
लक्षण है । 


( ३ ) मनुष्यके कर्मभूमित्व और प्रकृतिपर प्रभुत्वकी 
चरितार्थता सतूके ग्रहण और असतूके त्यागसे ही सम्भव 
है । सत्‌-असत्‌का निर्देश परम तत्के संस्कारोसे परिमार्जित 
विवेकबुद्धिके द्वारा होता है । यह विबेकबुद्धि पशु- 
पक्ष्यादि सुष्टिमें नहीं होती, मानवमे ही होती है । पर संस्कार- 
हीन सर्वथा प्राकृत अवस्थामै मानव भी सदसद्विवेक- 
शून्य होता है और उसके सभी कर्म भोगभूमिके होते हैं, 
कर्मेभूमिके नहीं । इस अवस्थामै इन्द्रियोके भोगोंमे ही मन 
रहता है और मन जो कहे; उसीके पीछे प्राणी दौड़ जाता 
है । इसमें इन्द्रियोपर मनका कोई स्वामित्व नहीं रहता, न 
बुद्धि सत्‌-असतूका विवेक करके कर्मका निर्णय करती है। 
इन्द्रिया दौड़ती हैं विषयोके पीछे, मन इन्द्रियोंके पीछे 
और बुद्धि भी अपने विवेकात्मक निर्णयके श्रेष्ठ कर्मसे च्युत 
होकर इन्द्रियोंके विषरन्भोगके साधनोंका ही विधान करती 
है। कहते हैं, रावणने सब देवताओको अपने रथके पहिये 
बना रखा था | इसीकी पुनरावृत्ति असंस्कृत मनुष्यके 
उस प्राकृत जीवनमै होती रहती है, जिसमें मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवताओंको हमारे कामाचार जीवन- 
रथके पहिये होकर रहना पड़ता है । मनुष्य अपनी 
इन्द्रिय-लाळसाको तृप्त करनेके लिये पशुःपक्षियोंको मारकर 
उनका मांस खाता दै । मांसाहारमे रुचिसे बढ़कर क्रूरता 
और क्या होगी १ मनुष्य अपनी विबेकबुद्धिकी हिंसा 
पहले करता दै और तब प्राणिर्योकी हिंसामें प्रबृत्त होता 
है । मनुष्यकी क्रूरताका यह भी एक उदाहरण है कि वह 
अपने पैरोको मुलायम-से-मुलायम चमड़ेके जूते पहनानेके 
लिये जीते जानवरोंकी खाल खिंचबाता है । मनुष्यकी 
यह क्रूर हिंसाबृत्ति पद्युओके साथ ही सीमित नहीं है। 
मनुष्य मनुष्यको दी खा जाना चाहता है | अमीर गरीबोंको 
अमीर बनते हैं । दूकानदार. ग्राहकोंको ठगनेमे ही 

अपना लाम देखते हैं | शुद्ध घी कहकर वनस्पति बेचते हैं । 
इर चीजमें मिलावट करके पेसेके लिये अपना ईमान बेचते 
ई । कचहरियों और अन्य कई महकमोंके कर्मचारियोंने 
रिइवतखोरी, थोखेबाजी और वेईमानीको ही अपने समृद्ध 
जीवनका एकमात्र साधन मान छिया है । पशुओंकी भोग- 


भूमिसे भी मनुष्य यहाँ बहुत नीचे उतर आया है । राष्ट्रराष्ट्रके 
परस्पर सम्बन्ध इतने हिंसामय हो गये हैं कि अटम और 
हाइड्रोजन बम ही इनकी नीति निर्धारित कर रहे हैं । इन 
बमौंका किसी महायुद्धमै जब विस्फोट होगा, तब यह दुनिया 
रहेगी या नहीं--इसीमें लोग संदेह करते हैं और यदि रही 
तो किस रूपमै रहेगी, यह कल्पनातीत है । हिरोशिमा और 
नागाशाकीपर गिरे हुए बर्मोसे जो सहखौं मनुष्य और अन्य 
प्राणी जलकर भस्म हो गये, उनकी मरणोत्तर क्या गति हुई 
होगी-यह तो कोई बतला नहीं सकता, पर जो प्राणी 
बचे हैं, उनके झुलसे हुए शरीर और विकलाङ्ग देखकर भी 
मनुष्यके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब तो ब्रमोंकी भीषणता 
हजारों गुना बढ़ गयी है | इनके केवल जो परीक्षण बीच- 
बीचमें हुआ करते हैं, उनसे ही प्रथ्वीका वातावरण विषाक्त 
हो गया है । संयुक्त राष्ट्रसंघकी महासमितिद्वारा नियुक्त 
पंद्रह राष्ट्रीकी जो वैज्ञानिक समिति गत दो वर्षोसे इस विषय- 
का अध्ययन करती रही है, उसकी यह रिपोर्ट है कि 
“किरणसक्गियताका प्रभाव गर्भ ओर अस्थियापर आशाङ्कित 
है, जिनमें वह अस्वाभाविकता लाकर घातक सिद्ध हो सकता 
है । हडडियोमे शोथ और रक्ताल्पताके सिवा, प्रजननशाक्ति; 
आनुवंशिक तत्व आदि भी उससे दूषित हो सकते हैं |? 
अभी यह विष अल्प मात्रामें है, अतः इसके दीर्घकालीन 
कुप्रभाबोका अनुमान बैज्ञानिकोंके लिये सम्भव नहीं है । 
जब उनका ठोकठीक परीक्षण करनेका समय आयेगा; 
तब्रतक इस समितिका यह कहना है कि “हममेंसे कोई भी 
उन कुप्रभावोसे बचा न रह जायगा ।? यह कितनी भीषण 
परिस्थिति उसन्न हुई है केवल एक विवेकबुद्धिके साथ 
वेर करनेसे । मनुष्य मनुष्यत्वसे 
 मनुध्यत्वसे ही नीचे नहीं गिरा है; 
र र भी नीचे गिरकर इतना अधम .हो गया 
र ई मिसाल ही नहीं है | उसे फिरसे यदि 
उठा ल है तो विवेकबुद्धि ही उठा सकती है । मनुष्य 
श्रेष्ठ है सदसद्विवेकके 
क कारण | सदसद्विवेकसे बह अपने 
र त मका निर्णय करे ओर उस कर्मसे अपना 
कमंभूमित्व और प्रकतिपर अपना 
सहज स्वामित्व सिद्ध करे। 
नियतिके द्वारा वह ऐसे ही श्रेष्ठ कर्मके 
है र ही श्रेष्ठ व लिये उत्पन्न 
हुआ है । जो थोड़ेसे लोग विषयमोगकी भूमिसे अपनेको 
हैं और भूमिसे उ 
ऊपर उठाते हैं मन एवं इन्द्रियोंकी जी 
अधीन कर देते हैं और बिका इनि जीतकर बुद्धिके 
जो ही एकमात्र सत्‌ है 0 उस परम तत्त्वके अधीन, 
आर 'सारा संसार टिका 


0 


Cc 
ॐ स्वृष्ठिका सचश्रेष्ठ प्राणी मानव # 


१९५ 








हुआ है वे ही मनुष्योमें श्रेष्ठ हैं; उन्हीके अनुगमनमें जगतूके 
सब प्राणियोका कल्याण है । 


( ४ ) जहाँ विवेकवती प्रज्ञा होगी, वहाँ उसके साथ 
उसका उत्तरदायित्व भी होगा | मनुष्येतर प्राणियोमें विवेक- 
बुद्धि न होनेसे उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है । यदि 
बिल्ली अपने ही बच्चांको खा जाय या नागिन अपने बच्चाको 
निगल जाय या साँप मनुष्यको काट ले और शेर अपने 
पंजेसे मनुष्यको गिराकर उसका हृदय चीरकर खा 
जाय तो किसीके भी सामने उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं 
है । किसी भी न्यायाल्यमें उनपर कोई मामला. नहीं 
चलेगा | किसी भी शासन-व्यवस्थामे उनके लिये कोई 
दण्डविघान नहीं है । कारण, ये जो कुछ करते हैं, स्वयं 
प्रकृति करती है, जिसकी कोई जिम्मेदारी इनपर नहीं | 
पर मनुष्य अपने हर कामके लिये उत्तरदायी होता है-- 
सरकारके सामने; समाजके सामने और स्वयं अपने विवेकके 
सामने । वह यदि कोई अनुचित कर्म करता है तो सरकारी 
न्यायालयका विवेक उसे दण्ड देता है, समाजका विवेक भी 
उसे दण्डित करता है और उसका अपना विवेक भी उसे 
दण्ड दिये बिना नहीं रहता । सरकारसे, समाजसे, सारे 
संसारसे भले ही वह अपना अपराध छिपा ले, पर अपने 
विवेकसे नहीं छिपा सकता | विवेक उससे बराबर यही 
कहता है कि “तुम अपराधी हो, तुमने यह पाप किया है |? 
इसकी बड़ी कठोर वेदना उसे सहनी पड़ती है | जो 
मनुष्य अपने इस उत्तरदायित्वको समझता है, वह 
मनुष्योमे श्रेष्ठ होता है, बल्कि यह कहना चाहिये कि इस 
उत्तरदायित्वके कारण मानव अन्य प्राणियोंसे श्रेष्ठ दै । अपने 
दायित्वको समझनेवाला मनुष्य यह समझता है कि इन्द्रियोंके 
विषर्योका भोग मानव कर्मभूमिका लक्ष्य नहीं है । मानव 
कमक्षेत्र वह कर्म करनेके लिये अथवा सभी कर्म इस बुद्धिसे 
करनेके लिये है कि जरा-मरण, आघि-व्याधि, अज्ञान और दैन्यसे 
मुक्त होकर वह अपने उस अमृतत्वको प्राप्त हौ, जो शास्त्र 
कहते हैं कि उसका स्वत:सिद्ध स्वरूप है और संसारमै उसका 
जीवन सबके लिये कल्याणप्रद हो । प्राकृत प्राणिर्योपर स्वामित्व 
स्थापित करनेकी उसकी बौद्धिक क्षमताका भी यही संकेत दै 
कि वह प्रकृतिके दासत्वसे मुक्त होकर अपने स्वरूपकी 





महिमामे स्थित हो और सब प्राणियोको सुखी करे | मानव- 
जीवनका यही उत्तरदायित्व है 
( ५) मनुष्य सब कुछ हो, पर सहृदय न हो 

तो उसका सब कुछ होना वेकार है। सहृदय होना ही मनुष्य- 
का मुख्य लक्षण है । किसी मनुष्य या अन्य प्राणीको विद्म 
देखकर उसके साथ यदि सहानुभूति नहीं होती और हमारे 
हाथ उसकी मदद करने आगे नहीं बढ़ते तो यही कहा जायगा 
कि हममें मनुष्यता नहीं है । जो मनुष्य किसीका दुःख दूर | 
करके उसके सुखसे सुखी नहीं होता, उसके बारेमे यही कहा 
जायगा कि उसमें मनुष्यता नहीं है | मनुष्यकी श्रेष्ठता उसकी 
सहृदयता ही है । सहृदयता ही मनुष्यता है । जिसके हृदयमें 

करुणा नहीं, दया नहीं, प्रेम नहीं, वह मनुष्य होकर भी 
दानव है । किसी मनुष्यकी श्रेष्ठता इस बातमें नहीं है कि 
बह कितना बलवान्‌; कितना वैभवशाली दै, अथवा उसके 
प्रभुत्वके क्षेत्रका कितना विस्तार है | प्रत्युत श्रेष्ठता उसकी 
इसीमें है कि जो प्राणी उसकी छत्रछायामे रहते हैं, वे सच्चे 
अर्थामें कितने सुखी हैं | रामराज्य मानव-राज्योमें इसीलिये 
सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि केवल मानव ही नहीं, मानवेतर 
प्राणियाँमें भी कोई दुखी नहीं था और मानवौंकी सहज 
प्रवृत्ति एक दूसरेको सुख पहुँचानेकी ही थी । किसी कुटुम्बे 
माता-पिता इसलिये श्रेष्ठ नहीँ माने जाते कि परिवारके सब 
लोगोंपर उनका स्वामित्व है । प्रत्युत माता-पिता इसलिये 
श्रेष्ठ हैं कि वे अपने परिवार और आश्रित जनको सब प्रकारसे 
सुखी करनेका प्रयत्न करते हैं; उनका दुःख भी स्वयं उठा 
लेते हैं और उठा लेते हैं प्रेमसे, जिसमें दुःख भी एक 
अनिर्वचनीय आनन्द वन जाता है | जो बात घरघरमें 
है, एक बहुत सीमित क्षेत्रमै, वही यदि सम्पूर्ण राष्ट्र या 
अखिल विश्वमै विस्तृत हो जाय तो वही रामराज्य हो 
जायगा । आध्यात्मिक जीवनसे ही यह सहृदयता 
परिवार, समाज) राष्ट्र आदिकी सीमाएँ, लॉधकर सर्वत्र 
फैलती है | ऐसे सहृदय पुरुष आध्यात्मिक जीवनक्षेत्रमें 
ही अधिकतर मिलते हैं | इनका जीवन अपने लिये नहीं 
बल्कि दूसरोंका दुःख हरण करनेके लिये होता है । 

मारतवर्षम ऐसे सहृदय आत्मवान्‌ सत्पुरुषोंकी परम्परा ` 

अखण्डरूपसे चली आयी है। स्टे सर्वश्रेष्ठ मानवकी ही 
यह तीर्थमय पावन कर्मभूमि है । 








१९६ 


SSSA AAAI NA 


ॐ मानच वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थंका + 


ख््य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्प्स्ल्य्ल्ल्ल्ल्ज्ल-_्‌ 
IIPS 





सच्ची मानवता ओर आजकलका मानव 
| आध्यात्मिक दृष्टिसे विचार ] 


( छेखक--आचार्य श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ ) 


आजकलका मानव एक अशान्त प्राणी है और शान्तिकी 
खोजमें भटकता फिरता है | पर आश्चर्य यह है कि एक ओर जहाँ 
वह शान्तिकी चिन्तामै है, वहाँ दूसरी ओर अशान्तिके साधन भी 
इतने अधिक जुटा रहा है कि मानवकी इस उमयविध 
स्थितिको देखकर स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह शान्तिकी 
खोजमै मनुष्य-स्वभाव-सुळभ दोष-जन्य भ्रान्तिसे अशान्तिक्रे 
मार्गपर ही जा रहा है | ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि 


वह शान्तिकी प्राप्तिके लिये; चरम सीमाकी शान्तिकी प्राप्तिके ` 


लिये अशान्तिकी चरम सीमातक पहुँचना चाहता है | 

इस तच्वज्ञानकी भाषाको छोड़कर सीधे-सरळ शब्दोंमें 
हम कहना चाहते हैं कि आजकलका मानव अपनेमै अनेक 
न्यूनताओको देखता है ओर उन्हींकी पूर्तिके लिये उसका 
यह समस्त प्रयत्न है और ये न्यूनताएँ भी सर्वत्र सम--समान 
रूपमै ही दृष्टिगोचर हो रही हैं अर्थात्‌ सर्वत्र रोग एक ही है। 
रोग एक-सा ही है, पर उसके उपाय नाना प्रकारके हो रहे हैं- 
जान और अनजानमें । एक रोग ओर एकसा ही रोग 
होनेपर भी हम उस रोगको अनेक रूपमै देख रहे है- अन्नकी 
कमी, कामकी कमी) ज्ञानका दुभिक्ष अथवा अकाल, श्रद्धाका 
अभाव, बुद्धिका दिवाला; मैत्रीकी कमी, करुणाका अभाव; 
सहानुभूति तथा समवेदनाका दुमिक्ष--ये सारी बातें उस 
न्यूनतारमे आ जाती हैँ । ऐसी दशामें मानवको अल्प समाधान 
भी नहीं मिल सकता--पूर्ण समाधानकी बात, पूर्ण शान्तिकी 
बात तो कौन कहे । इस असंतोष, असमाधान; अशान्तिके 
बढानेमै आजकलका विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अध्यात्मञ्चन्य 
विज्ञान पूर्ण बल लगा रहा है । 

एक झब्दर्मे कहना हो तो-- 

हम कह सकते हैं कि मानवको दरिद्रता दु:ख दे रहीहै-- 
चाहे वह अर्थ-दरिद्रता हो, धी-दरिद्रता हो, ज्ञान-दारिदरथ 
हो अथवा अन्य किसी प्रकारका दारिद्रय हो । इस विषयमै 
संसारके उन-उन राष्ट्रीके सम्मुख उन-उन देशोंकी परिस्थिति- 
के अनुरूप धार्मिक) राजनीतिक और सामाजिक प्रश्‍न हैं ही । 

इस प्रकार-- 
इम इस सिद्धान्तपर पहुँचते हैँ कि आजकलके मानवकी 


अशान्तिका, विकलता अथवा व्याकुछताका एकमात्र कारण 
न्यूनता ही है--चाहे वह किसी प्रकारकी हो | 
पा भरे 
इसका स्पष्ट उपाय हे-- 
इस अभाव अथवा इन अमावोंकों दूर किया जाय 
अर्थात्‌ दरिद्रताकी प्रतियोगी जो समृद्धि है; उसके लिये यत्न 
किया जाय और अपने-अपने ढंगसे मानव उस समृद्धिके 
लिये यत्न कर भी रहा दै- पाश्चात्य जगत्‌ विज्ञानद्वारा और 
पौरस्त्य जगत्‌ अध्यात्मद्वारा । 
~ 5 ~ 
ऐसा प्रतीत हो रहा है 
जगतका एक छोर दारिद्रय ( न्यूनता, झूत्यता ) है, 
जगतूका दूसरा छोर वेपुल्य ( विपुलता, बहुलता ) है। 
इसमें जिधर अधिक बेपुल्य दै, उसमेसे निकालकर दूसरे 
छोरको भरनेके अतिरिक्त क्या उपाय हो सकता है ! यही 
कारण है मानवकी अशान्तिका । 
hed (९) = 3 
डॉ. कुत्तकोटि शंकराचायका निदान 
डॉ. कु्तकोटि कहते है--*मानवीय जीवनके शाश्वत 
विरोधामासको भलीभॉति समझे ब्रिना हमको इस असमाधान- 
का उत्तर नहीं मिल सकेगा--मानवकी प्रगति और क्रान्तिके 
प्रयत्न इसीलिये अयशस्व्री होते रहे हे; इतिहास इस बातका 
साक्षी है । प्रगतिकी प्रतिक्रिया है- परागति और क्रान्तिकी 
प्रतिक्रिया है-प्रतिक्रान्ति | बहुत बार ऐसा होता है कि 
रोगकी अपेक्षा उसका उपाय ही अधिक घातक बन जाता है । 
... 'धर्मकी उत्पत्ति ही शान्ति और सद्भावनाके लिये थी । 
न यह है कि बही धर्म द्वेष और संघर्षका मूल कारण 
प्‌ बि है । ( असल अधर्मको ही धर्म मान लिया गया 
र इसीसे ) धर्मप्रसारक आचार्य इतना प्रयत्न कर रहे हैं; तो 
डा नामशेष होती जा रही है । मुखमेंसे निकल रही 
है इंशपरर्थना, पर हृदय भरा पड़ा है-- 
हिंसात्मक भावनाओंसे । 


न “राजकीय क्षेत्रोकी अंधाधुंधीकी बात तो पूछिये ही 
नहीं । राजतन्त्र प्राय; नष्ट है। कहीं-कहीं राजा नामक प्राणी 


बन. 





# सच्ची मानवता और आजकलका मानव % 








१९७ 


OR 7 pO MMR ~) 











दिखलायी पड़ रहे हैं सद्दी, वे राजत्वसे हीन राजा हैं, इस 
राजसत्तामेसे लोकसत्ताका उद्य हुआ । धनिक-सत्तामेसे 
भ्रमिकसत्ताका उदय हुआ । समाजवादकी प्रबल लहरोसे 
व्यक्तिवाद धूलमे मिल गया । अपने-आपको ईसाई कहलाने- 
वाळे राष्ट्रौने भी जंगली, पाशविक सेन्यसत्ताको ही बढ़ाया । 
रषट्रसंघ£! और धयूनो’ के शान्त्यर्थं किये गये सब 
प्रयत्न निष्फल हो गये-आज भी युद्ध चल ही रहे हैँ | 
भूमितृष्णा, धनलालसा और अधिराज्य गरज रहे हैं । प्रत्येक 
बलवान्‌ राष्ट्रको अपने साम्राज्यकी इच्छा दै । अच्छेखुरे ढंगसे 
कमायी हुई अपनी इंचभर भूमिको भी कोई छोड़नेको तैयार 
नहीं । अपनी साम्राज्य-तृष्णाके अच्छे-अच्छे सुन्दर नाम 
रखकर उसीसे प्यार कर रहे हैं । 

«सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रमै भी बड़ी गड़बड़ी है । 
विज्ञानकी प्रगतिसे एथ्वी-परदेशोंकी पारस्परिक दूरी कम हो 
जानेपर भी, इस तरह परस्परकी इस समीपताका कुछ भी 
अर्थ नहीँ--संसारके लोगोंके पारस्परिक सम्बन्ध जहाँ एक 
ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर राग, द्वेष, मत्सर भी बढ़ 
रहे हैं ( मानो अन्धकार और प्रकाश हाथमे हाथ डालकर 
स्वच्छन्द विचर रहे हैं )। 

“ऐसा प्रतीत होता है कि आजका जगत्‌ जंगली अवस्थासे 
भी गया-बीता हो रहा है । उत्पादन बढ़ गया; उत्पादनके 
साधन भी बढ़ गये--दुगने हो गये । इससे काम तो 
बढ़ गया, इधरसे उधर जाना अर्थात्‌ यात्रा सरल सीधी हो 
गयी है । उद्योग-व्यवहारमे अधिक पैसा लग रहा है» लगाया 
जा रहा है; तथापि दुःख और अभाव बढ़ ही रहे है । 
यदि कोई वस्तु विपुल है तो वह है दुर्भिक्ष, रोग और मरण । 

न्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयस 

(मनु) 

(आजकलका नरसंहारक) नरभक्षक मानव अपने-आपको 
चढा हुआ; बढा हुआ मानता है; पर उसकी रक्तपिपासा 
असंख्य निरपराध मनुष्यौंकी अमानुष हत्या कर ही रही है 
खुछम-खुलला | आजकलकी संस्कृतिको बड़ा घमंड है कि उसने 
दासप्रथाको जड़से उखाड़ फेका; किंतु बहुसंख्यक जनताको 
अज्ञान, अन्धकार और दरिद्रतासे जकड़ी रखनेमें उसे बड़ा 
कौतुक हो रहा है | उसको यह भी घमंड है कि युगानुयुग जिन 
भूखण्डोंका पता नहीं चलता था? उसने उनको हँढ निकाला 
है । उसको यह मी घमंड है कि उसने अश्म ( पाषाण युग ) 
के मानवकों सुधारा दै, सुधारकर सच्चा मानव बनाया है। 


पर अधिकांश मानव-समूहकी दुर्दशा चल ही रही दै, 
संस्कृतिका नाम यद्यपि शेष है । उसका ढिंढोरा मात्र पिट रहा है | 
अथवा सब जगह जंगलीपन है | आशाओं और आकाङ्काओंका 
संघर्ष चल ही रहा है । नाना देशोमे नाना रूपेंमें अधिकाधिक 
संघर्ष उत्पन्न किया जा रहा है ओर दूसरी ओर उसको 
मिटानेके लिये प्रबळ प्रयत्न भी हो रहे हैं । 

“इन सब्‌ बातोंकी देखते हुए मानवको कमी शान्ति, सुख, 
समाधान मिलेगा कि नहीं--यह संदेह हो रहा है । 

“संसारके लोग कमी सुखी और समाहित नहीं थे और 
आगे कमी नहीं होंगे--यह माननेका कोई कारण नहीं | 
केवल यही देखना दै, यही सोचना है कि संसारमें छाया हुआ 

यह अश्ञान्तिका वातावरण कैसे कम हो सकता है । 

ध्यह अश्शान्तिः असमाधान; दुःख-दारिद्रयका तनाव 
आध्यात्मिक प्रकारोसे ही न्यून होगा; इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं--यद्यपि दूसरेकी हितसाधना हमारे हाथमै नहीं तथापि 











_दूसरेका अहित न सोचना, न का तो अपने शाक सोचना, न करना--यह तो अपने हाथकी 
_दूसरेका आहत न 1१)» आनि ले 


यह आधुनिक मानवको दशाका एक सुन्दर शाब्दिक 

चित्रण है । 
आधुनिक मानव 

डॉ. यंग कहते हैं--आधुनिक विज्ञानद्वारा प्रवर्तित 
क्रान्तिकी संतानहै आधुनिक मानव--वही इस समय संसारका 
प्रतिनिधि बना हुआ है ( संसार इसीके इशारेपर नाच 
रहा है )। 

थह मानव 

एक ओर भूतकालके बन्धर्नोकी इटी हुई अवस्था और 
दूसरी ओर भविष्यके अन्धकारकी दशा-इन दोनोंके बीच फँसा 
हुआ है यह नया मानव । एक ओर तो यह पर्वतके उच्चशिखर- 
पर खड़ा है? दूसरी ओर सामने भविष्यका भयंकर अन्धकारू 
रूपी गढा है । ऊपर अनन्त आकाश है? सामने नीचे मानवता 
पड़ी लड़खड़ा रही है, जिसका इतिहास घुंघमें पड़ा हुआ 
दिखलायी नहीं पड़ रहा है। पड़ा हुआ है अकेला) खड़ा 
हुआ है अकेला और सोच रहा है अकेला- काँ हूँ कहाँसे 
निकटूँ, क्या करूँ १ उसको अपनी पड़ी है- है किसी आध्या- 
स्मिक खोजमें । 


आगे यंग कहते है-- 


या | नरम 


Fetes 


१९८ 











पाश्चात्य मानवकी दुदेशा 


We don’t understand the whites,— 
they are always wanting something— 
always restless,_—always looking for 
something. What is it ? We don’t know. 
We can’t understand them. They have 
such Sharp noses, such thin cruel lips, 
such lines in their faces. We think they 
are all crasy. 

“हम इन गोरे पाश्चात्त्योंको समझ ही नहीं पाये हैं । उनको 
सदा कुछ-न-कुछ चाहिये, वे सदा ब्रेचेन-से रहते हैं, कुछ-न- 
कुछ तलाश करते रहते हैं--किसकी तलाशमें रहते हे, हम 
जान नहीं पाते | उनकी कोई बात हमारी समझमें नहीं 
आ रही है | उनकी उन नोंकदार नाकाको देखो; 
उनके उन पतले और क्रूर होठोंको देखो, उनके माथे अथवा 
मुखकी वे विचित्र रेखाएँ देखो- ऐसा प्रतीत होता है कि वे 
किसी पागलपनमे मस्त हैं |? 


विज्ञान-विकास 


पाश्चात्य मानव अपने चारों ओर धूपबत्ती जलाता हे और 
उस धूपबत्तीके धूएँके कारण शीशेमे वह अपना मुख देख 
नहीं सकता । सारांश, वह अपना स्वरूप ही भूल गया दै, वह 
साफ अपने भूतको भूल-सा गया है और-- 


अब उसके सामने प्रश्न स्पष्ट है 


अब उसके सामने यही प्रश्न है--यह मानवी मन; यह 
मानवी आत्मा क्या वस्तु है ? अब पाश्चात्य मानवे मन; 
अहंकार) बुद्धि, आत्माके मूल तर्त्वोको जाननेकी उत्कट लालसा 
जाग्रत्‌ हुई दै । 
यदि आधुनिक मानव-- 
अपनी अहंताको एक ओर रखकर, बिशुद्ध जिज्ञासु- 
बृत्तिसे भारतीय और वेदिक दर्शनौका अभ्यास और 
अनुशीलन करेगा तो उसकी झङ्काओका निरसन हो सकेगा | 
वेदिक दर्शन मन; अहंकार, बुद्धि, पुरुष-प्रकृति, पिण्ड-ब्रह्माण्ड, 
मानवात्मा-विश्वातमा इत्यादि बिषर्योपर जितना यथार्थ 
प्रकाश डालते हैं उतना प्रकाश संसारका कोई भी वाळाय 
नहीं डालता । 
आधुनिक मानवका नव वैराग्य और हमारे भारतका 
योग-वेदान्त-प्रणीत प्राचीन वैराग्य---इन दोनों वैराग्योका 


> ls 
% मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका ॐ 











तुलनात्मक अभ्यास करनेका समय आ गया है । नये वैज्ञानिक 
युगका नया मानव और प्राचीन युगका प्राचीन मानव-- 
इन दोनोंमें सामञ्जस्य हो जाय तो संसारका मानव सुखी हो 
सकता है । नया वैज्ञानिक युग मानवको बहिर्मुख बनाता है, 
प्राचीन आध्यात्मिक युग मानवको अन्तर्मुख करता है । प्राचीन 
मानवकी प्रब्वत्ति आध्यात्मिक अथवा अध्यात्मप्रधान रही, 
नवीन अध्यात्मद्यून्य कोरा भौतिकवादी वैज्ञानिक मानव केवल 
सांसारिक अभ्युदयके पीछे पड़ा दै, इसीलिये अशान्त है। 


सामञ्जस्य इसीमें है-- 


कि पाश्चात्य मानवका सम्बन्ध भारतीय अध्यात्म- 
वादसे हो जाय । तभी वह सुखी होगा और इसीमे 
भारतीय मानवका भी कल्याण है। यह भारतीय मानव प्राचीन 
भारतका प्रतिनिधि है; इसके महामानवोंकी विचारधाराका 
प्रभुत्व अब भी संसारपर है । 

यह भारत सदैवसे महामानवोंकी भूमि है, जो अनन्त 
परम्परासे संसारको चरित्रिक्षा देते रहे हैं । मानवको सच्चा 
मानव बनानेकी कुंजी भारतवर्षके इन महामानवोंके ही 
हाथोँमे रही दै, जिससे संसारमै मानवताकी अबतक रक्षा हो 
सकी है। वह कुंजी है-'आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु? की दृष्टि | जब 
यह्‌ दृष्टि आयेगी, चलेगी, तब मानव सच्चे अर्थोर्मे मानव 
बनेगा । तब कौन किसका क्या छीनेगा, कौन किसकी हिंसा 
करेगा, कौन किसको हीन अथवा बड़ा मानकर आत्मवञ्चना 
करेगा । जब यहद व्यापक हष्टि हो जायगी, तब व्यष्टि और 
समष्टिका तत्व यथार्थरूपमें समझकर मानव-समाज सुख- 
शान्ति, ऋद्विसिद्धिसमृद्विसे समन्वित होकर “वसुधैव 
कुटुम्बकस्‌' के तत्वको समझ सकेगा | 

मुख्य तत्त्व यह है 


समं पश्यनू हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मना55त्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


“सत्र भूर्तोमे भरे हुए आत्मतत्त्व अथवा परमात्मतच्चको 
देखकर--अनुभवकर कोन ऐसा मानव होगा; जो अन्यत्र मैं? 
रूपेण दिखलायी पड़नेवाले अपने-जैसे मै? की हिंसा करनेके 
लिये उद्यत होगा |” ज्ञानी मनुष्यकों एक ही आत्मतत्त्व 
दिखलायी पड़ता है | इसलिये ऐसे विज्ञानी मानवसे कमी 
कितीको जास अथवा कष्ट नहीं पहुँच सकता । जो 
इथ मानवकी व्यष्टि और समष्टिके तत्त्वको जानकर 


# सावधान ॐ 





वर्तता है, वह कमी अशान्त नहीं रहता; उसको किसीसे 
त्रास नहीं होता; उससे किसीको त्रास नहीं मिलता । 

हम कहते हैं--हे मानवते ! तुझमै नये युगकी “मा-- 
नवता? नव मानवता (मा ) न प्रवेश करे | मानवते ! तू 
अपने प्राचीन शुद्ध स्वरूपमै ही संसारको सुखधाम बनानेकी 
शक्ति रखती है | इस समय तू दबी पड़ी है; तनिक बळ छगाकर 
उठ खड़ी हो ओर अपनी आँखों देख कि संसार किस प्रकार 














१९९ 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहाबेदीन्महती विनष्टिः । 
सूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः 
प्रेत्यास्माल्लोकादसृता अवन्ति ॥ 


सत्य तत्त्व; सत्य स्थिति; सत्य मानवता, सत्य मानव; सत्य 
मानवधर्मके विचार-प्रचार-संचार-व्यवहारके बिना मानव 
कोरा दानव है। इस मानवधर्मका सार हमारे धर्मशास्त्राम, 


विनाशकी ओर दोड़ रहा है--उसको सत्यकी कल्पना 
ही नहीं है | 


दर्शनोमें, वैदिक बाग्रयमै ओत-प्रोत है; देखनेवाले देखें तो 
सही, अनुभवकी इच्छा रखनेवाळे अनुभव करें तो सही | 





सावधान 
( साधुवेशमें एक पथिक ) 

मानव हो जाओ सावधान ! 
जो कुछ दिखता है दृश्य जगत्‌ इसमें ही तुम जाना न भूल। 
जिस सुखके पीछे दौड रहे वह निश्चय ही है ढुःख-सूल। 

दिखता उसको ही जिसे शान ॥ मानव० 
संघर्ष कलहका कारण है यह  राग-द्वेष-मय भेद दष्टि। 
तुमने इश्वरकी दुनियॉमे रच ली है अपनी श्ुद्र खुष्टि। 

जिसका कि तुम्हे मिथ्याभिमान॥ मानव० 
कुछ पद्‌ पाकर मद आ जाता, होने ळगती है खार्थ-पूर्ति । 
परहित तो चे कर पाते हैं, जो होते सच्चे त्यागसूर्ति। 

अब देखो तुम किनके समान ॥ मानव० 
प्रभुता पाकर भोगी न बने, ऐसे भी जगमें पुरुष वीर । 
देखो उनको, उनसे खीखो, वे कितने हैं गम्भीर धीर। 

"यदि तुम भी हो कुछ बुद्धिमान ॥ मानव० 
है शक्ति जहाँ तक भी तुमे, तुम पुण्य करो या महापाप। 
तुम देव बनो या दानव ही, लो खुखप्रद वर या दुखद झाप। 

वन लो कडोर या दयावान ॥ म्रानव० 
दुख बोकर दुख ही काठोगे, वच सकते केवळ सुल बोकर । 
जो कुछ दोगे वह आयेगा कितने ही शुता अधिक होकर। 

है अटल प्रकतिका यह विधान ॥ मानव० 
तुम अतिशय सरल विनम्र बनो, समझो न किंसीको तुच्छ नीच । 
कटुता ककशता निर्दता लाओ न कभी व्यवहार बीच। 

परहितका स्क्खो सदा ध्यान ॥ मानव० 
जो संग न खदा रह सकेगा, अब उसका तुम दो मोह छोड़। 
जो तुमसे भिन्न न हो सकता, ऐ पथिक ! उसीसे नेह जोड़ । 


इस त्याग प्रेमका फल महान ॥ मानव० ॥ 
— SISO 


= = 
= = 


CECE — 
N= SCS 


२०० 


% मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थंका * 














oT 


दया, अहिंसा, त्याग 


शिबि 

(राजन्‌ ! मैं भूखसे मरा जा रहा हूँ और यह मेरा दैव- 
विहित आहार है। आप एककी रक्षाके लिये दूसरोंकी हत्या 
करें, यह कौन-सा धर्म है ?? महाराज रिबिके वखनोमें एक 
भयभीत कबूतर आ छिपा था और दो क्षण पश्चात्‌ ही एक 
बाज वहाँ आया । उसने स्पष्ट मनुष्यवाणी बोलकर 
चकित कर दिया महाराजको | 

“इस आते झरणागतका:त्याग तो मैं नहीं करूंगा । 
तुम्हे क्षुधा-निवृत्तिके लिये मांस ही तो चाहिये ।? राजाने 
बाजसे कहा । 

(केवल इस कपोतके वजन-जितना मांस” बाज संतुष्ट 
होकर बोला- 'किंतु जब आप किसी प्राणीका वध 
करायेंगे ही तो यह कपोत न मरे । इस आग्रहका कोई 
महत्त्व मैं नहीं समझता ।? 

भैं अपने शरीरका मांस दूँगा |! महाराज शिबिने 
तराजूके पळडेपर रखा कपोतको और दूसरे पलड़ेपर अपने 
शरीरके अङ्ग अपने हाथों काट-काटकर रखने लगे । 

यह ठीक है कि कपोत अग्निदेब बने थे और बाजके 
रूपमें खयं धर्भं थे; किंतु कपोतके बराबर वजन पूरा 
न होते देख जब शिबि अपने अङ्ग काटते ही चले गये 
और अन्तमें पूरा देह धर दिया तराजूपर- यै देवोत्तम 
प्रसन्न होकर प्रकट होने ही थे । 

गौतम बुद्ध प 
उद्यानमें ही टहल रहे थे राजकुमार सिद्धार्थ । एक 
बाण-विद्व हंस सहसा आकारासे गोदमें आ गिरा । दुःख- 
से सथा अनभिज्ञ राजकुमार पक्षीके शारीरसे बाण 
निकालकर अपनी बाइमें उसकी नोक चुभा ली और काँप 
उठे--“ओह | इतनी भयानक पीड़ा होती है पक्षीको ।? 
आहत पक्षीके घावका रक्त वे जलसे धोने लगे । 


देवदः्त--पक्षीको जिसने बाण मारा था, वह उस अपने | 


शिकारको लेने भले आवे; किंलु आपको भी सिद्धार्थका 
यह तर्क तो खीकार करना होगा कि 'प्राणीपर उसे 
मारनेवाळेकी अपेक्षा जीवन देनेवालेका खत्व अधिक है |? 


अशोक 
सम्राट अशोककी जय !' रक्तस्नात सेनापतिने 
सम्मुख आकर मस्तक झुकाया--“श्रीमान्‌ विजयी हुए | 


विजयी इए श्रीमान्‌ !? सहसा एक तेजोमय प्रशान्त 
पीतचीवर-धारीका सर भी एक ओरसे आया | अशोकने- 
प्रचण्ड अशोकने देखा, भिक्षुके खरमें व्यंग नहीं, उसके 
नेत्रोमै अपार करुणा है और वह कह रहा है--“कलिंगके 
शौर्यकी छाशें तड़प रही हैं । जन्मभूमिके गौरवकी रक्षाका 
जिन्होंने प्रयत्न किया, उन्हें कुत्तेगीध नोच रहे हैं । 
श्रीमानका विजयोत्सव मना रहे हैँ- ये श्वगाल, ये गीध, 
ये कुत्ते | पतिविहीना विलखती सतियाँ, पुत्रहीना क्रन्दन 
करती माताएं, श्रातृहीना बिसूरती बहिने--सबका 
चीत्कार श्रीमानका विजयघोष है । श्रीमान्‌ विजयी हुए 
इन लाशोंपर, इस रक्तलथपथ धरापर, इस खण्डहरोंकी 
भूमि कलिंगपरः"----" ।! 


“बस मिक्षु-बस !? चीत्कार कर उठा अशोक | उस 
रणदुर्मद सम्राट्ने नोच फेंका कटिप्रदेशका शस्र और 
उसने उसी युद्धभूमिमे प्रतिज्ञा की--अशोक अबसे 
हिंसाका त्याग करता है । अहिंसाके लिये है अशोकका 
दोष जीवन | | 
हर्षवर्द्धन 
टु श्रीगङ्गा-समुनाकी संगमस्थली और कुम्मका पुनीत 
पवे---प्रत्येक कुम्भ एवं अधेकुम्भीके समय सम्राट हर्ष 
पधारते थे और पधारते थे केवल स्नान या दर्शनका ही 
पुण्य नहीं प्राप्त करने। हर्षके सबैखदानका पर्व था यह । 
सनखदान- अन-वख्ज, खर्ण-मणि-आभरण, गज-रथ- 
अस्व, हर्षका जो कुछ है-_ अपने शरीरके आसूषण । 
और वख्तकका दान कर देनेवाले वे महामानव ! 
कुम्भकी अपार भीड़ देखती थी, भारतका वह सम्राट्‌ 
अपने अन्तिम वर्तक दान करके बहिन राजश्रीसे माँगकर 
एक चिथडा करिमें लपेटकर प्रयागसे बिदा हो रहा है । 


दया-अहिंसा 


भगवान्‌ वुद्ध 


महाराज शिवि 











ब 


० 


सम्राट अशोक 


२२ 








किक pores eC 


महात्मा गा 





८२ 


श्रीचेतन्य महाप्रभु 








के कुष्ठ-सेवक कट 


२०१ 











कुष्ठ-सेवक 


श्रीचेतन्य महाप्रभु 

“आपः"""*""" आप यह क्या कर रहे हैं ? मुझ 
पतितका स्पर्श न करें प्रथु !? उसके सर्वीङ्गमें कुष्ठ 
था--गळित कुष्ठ | उसने जब दोनों बाहु फैलाकर 
गौराङ्ग महाप्रभुको अपनी ओर बढ़ते देखा, तब वह 
व्याकुल होकर पीछे हटने लगा | 

महाप्रभु पुरीसे दक्षिण भारतकी यात्रापर गये थे । 
उन्होंने भगवन्नामका कीर्तन सुना--स्वरमें माधुर्यं था, 
ग्रेम था और वेदना थी । श्रीचैतन्यदेव प्रेमोन्मत्त बढ़े 
आलिङ्गन देने । 

“महाभाग ! आपके स्पर्शसे मैं पवित्र बनूँगा । 
प्रेमपूर्वक भगवन्नाम लेनेवाळा त्रिमुवनको पवित्र करता 
है । और बलपूर्वक महाप्रभुने उस कुष्ठीको--पीब, 
सडाँघ भरे शारीरके घावोसे आकुल कुष्टीको भ्रुजाओंमें 
भरकर हृदयसे लगा लिया | 

कुष्ठी तत्काळ खस्थकाय हो गया तो आश्चर्य क्या | 
श्रीचैतन्यदेवकी महामानवता--लोकोत्तर श्रद्धा--उसकी 
शक्तिकी कोई सीमा हो सकती है ? 

सेंट फ्रांसिस 

धेरे प्रभु मुझे यहाँ पुकारते हैं । में इत्र पीडितोमैं 
उनके दर्शन करता हूँ और उन दीनबन्धुकी सेवा मुझे 
यहाँ प्राप्त होती है, यह उनका अपार अनुग्रह-इस 
तुच्छ जनपर उनकी असीम दया, फ्रांसिस--संत 
फ्रांसिसकी सेवा--सच्ची मानवताकी सेवामें गरेको कहाँ 
स्थान होता है । समाजसे-खजनांसे भी उपेक्षित, 
दुर्गन्थिभरे घावोंवाले दीन, निराश, पीडित कुष्ठी-- 
उनकी दारुण वेदना ! संत फ्राँसिसने जीवन अर्पण कर 
दिया उनकी सेत्राके लिये और यह सेवा कोई उपकार 
नहीं, कोई गर्नका हेतु नहीं । प्रभु सेवाका अवसर देते 


हैं, यह अनुग्रह उनका ! मानवता ऐसे ही महत्तम 
पुरुषोंकी पाकर उज्ज्वल होती है । 
महारानी एलिजाबेथ 

ब्रिटिश साप्राज्यकी महारानी--विश्वके प्रथम श्रेणीके 
राष्ट्रकी सर्वाधिक सम्मान्या; किंतु मानवता तो सबके लिये 
सर्वोपरि है | वैभव एवं सत्तामें जो मानवताको विस्मृत कर 
जायँ- क्या कहा जाय उन्हें | 

गळित कुष्ठ छूतका रोग है | उसके रोगीके सम्पकमें 
आनेपर खयंको उस धृगित रोगके होनेका भय रहता 
है | खयं यह रोग--पीवसे भरे, राध टपकते दुर्गन्धित 
घाव । आपने गळित कुष्ठके रोगी देखे होंगे --------* 

रानी एलिजाबेथ खयं कुष्ठके रोगियोंकी सेवामें लगीं- 
जब सच्ची मानवता जाग्रत्‌ होती है, महामानवोंमें ही 
जाग्रत्‌ होती है और तब क्या विपत्तिका भय, कष्ट एवं 
रोगकी आशाङ्का उन्हें कर्तव्यसे विरत कर पाते हैं | 

महात्मा गान्धी 

विदेशकी नहीं, खदेशकी बात । प्राचीन नहीं, 
सर्वथा अर्वाचीन बात। अब भी ऐसे बहुत लोग जीवित हैं 
देशमै जो राष्ट्रपिताकी महामानवताके प्रत्यक्ष साक्षी हैं । 

सेवाग्राममें स्थित परचुरे शाज्रीको गलित कुष्ठ हो 
गया | उनको एकान्त कुटीर दे दी गयी | बापू चाहते 
सेवकोंका, नसों एत्रं चिकित्सकोंका अभाव नहीं होता । 
वैसे कोई स्वेच्छासे प्रस्तुत नहीं था । ऊपरसे कोई कुछ 
कहे, हिचक तो मनमें होती ही थी । 

धयह तो मेरा काम है । इसे खयं मुझे ही करना 
चाहिये |? महात्माजी अपने हाथों परचुरे शाख्रीके घावों- 
को खच्छ करते थे | उन घावोंपर पट्टी बाँधते थे | 
शाख्रीजीने रोकना चाहा था, आश्रमवासी भी नहीं चाहते 
थे कि बापू यह सब करें; किंलु बापू--उनकी महान्‌ 
मानवता इन निमेधोंको माननेको कसे प्रस्तुत हो जाती | 


—— 3 


सा० अं० २६-- 












ऋ सानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


DD oon Ds ee यी 


य्य न्य 


मानवताकी विशिष्टता 


( ठेखक--पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए०, साहित्याचार्य ) 


भगवानकी सृष्टिमै मानव श्रेष्ठतम प्राणी है । विकास- 
वादी पाश्चात्य वेज्ञानिकोंकी गवेषणा बतलाती है कि इस 
पृथ्वीतलपर नाना क्षुद्र जीवोंक्रे विकसित होनेपर अन्तिम 
विकासको प्राप्त होनेवाला जन्तु मनुष्य ही है। इसका तात्पर्य 
यह है कि जीवसुष्टिकी गणनामै मनुष्य ही बुद्धिम, तर्क 
वितर्क करनेमें, अपने कार्यकी सिद्धिके लिये उद्योग-कलामें 
सबसे श्रेष्ठ प्राणी है | आधुनिक वैज्ञानिक यह नहीं जानता 
कि मनुष्यका विकास इतनेपर ही रुक जायगा या यह्‌ 
अपने विकासको पाकर अपने गुणौंकी अभिव्यक्ति आगे भी 
करता चलेगा । भारतीय तत्त्ववेत्ताओकी दृष्टिमे भी मनुष्य 
ही इस सृष्टिका सर्वशुणसम्पन्न प्राणी है । भागवतमें एक 
बड़ा ही मार्मिक पद्य इस विषयमै उपलब्ध होता है । 
भगवान्‌ने अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष, सरीसुप 
( रंगनेवाले जन्तु ), पशु) पक्षी, दंश और मछली आदि 
अनेकों प्रकारकी योनियाँ रची; परंतु इनसे उन्हे संतोष 
नहीं हुआ । इस प्रकार अतुष्ट हृदय विधाताने मनुष्यके 
शरीरकी रचना करके अपने हृदयमें संतोषकी उपलब्धि 
की--- 
सृष्टा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या 
बृक्षान्‌ सरीसूपपशून्‌ खराइंशमत्स्यान्‌ । 
तैस्तैरतुष्टहदयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं झुदमाप देवः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११। ९। २८ ) 
इस पद्यमै मनुष्यकी बिशिष्टताका सूचक एक उपादेय 
विशेषण दै--“ब्रह्मावळोकधिषणम्‌ |? इसका तात्पर्य है कि 
मनुष्यके पास ऐसी बुद्धि ( घिषणा ) है, जिसके द्वारा वह 
ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकता है । मनुष्यका पशुओसि विभेद 
करनेवाला यह बड़ा मार्मिक विशेषण है । 
महाभारतके अनुसार भी मनुष्य ही इस स्टे श्रेष्ठतर 
है । मनुष्य-धर्म या मानवतासे बढ़कर इस विश्वमे कोई श्रेष्ठ 
पदार्थ नहीं है-- 
गुह्यं ब्रह्म तदिदं बरवीमि न मानुषाच्छेछतर हि किंचित्‌ ॥ 
( शान्ति० १८० । १२ ) 
मध्ययुगाके संतगण भी एक स्वरसे पुकारते हँ - 
अरे भाई ! मानुषसे बढ़कर कोई जीव नहीं है और मानुष- 


धर्मसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है । "सवे चेये श्रेष्ठ मानुष रे 
भाई?--चण्डीदासका यह मन्त्र मध्ययुगके धर्माकाशमै सर्वदा 
शूँजता रहा है । 


विचारणीय प्रश्‍न है--सानुष-धर्सका वेशिष्ट क्या है, 
जिसके कारण वह सृष्टिका अळंकार तथा विश्वका रत्ना- 
भरण बना हुआ है ! इसका व्यापक 


उत्तर है--प्रेम । 
प्रेमके द्वारा ही मानव मानव है और प्रेमके अभावमें मानब 
दानव है । मानवता तथा दानबताका भेद इस प्रेमको 
लेकर ही है | दानव प्रेमहीन हिंसक जीव है, परंतु मानव 
प्रेमसम्पन्न सहानुभूतिमय जन्तु है । मानवताकी पूरी 
पहचान होती है इस प्रेमके कारण । यदि मनुष्य अपने 
परिवारसे, अपने माई बन्धुआँसे, मनुष्यमात्रसे प्रेम नहीं 
रखता तो वह वस्तुतः मनुष्य नहीं है। 


आजकल सर्वातिशायी आवश्यक गुण यही होना 
चाहिये | आज मनुष्य ही मनुष्यका सबसे बड़ा शत्रु है। 
वह नये-नये घातक अस्त्रोका आविष्कार करके अपनी मानवी 
सृष्टिके सत्यानाशपर तुला हुआ है । जहाँ देखिये, वहीं 
दानवताका प्रचण्ड ताण्डव अपना दृश्य दिखला रहा है| 
“मानव-जीवनकी पवित्रता? नष्ट हो चली है । प्राचीन कालम 





हमारी भावना थी कि “जिस वस्तुको तुम दे नहीं सकते, उसे 
ठेनेके लिये कभी उद्योग न करो |? जीवन कोई दे नहीं 
सकता । यह भगवानूकी अचिन्तनीय शक्तिका ही वरदान 

। ऐसी दशामै उस जीवनके हरण करनेका उद्योग 
नितान्त निन्दनीय, उपहसनीय तथा गर्हणीय 
इस “मानवता? की कमीके कारण 
इतना रक्तपात; इतना संहार 








है । संसारमै 
ही इतना उत्पात; 
हार और इतना संघर्ष चारों 
ओर दृष्टिगोचर हो रहा है | यह बात भारतवर्षके लिये भी 
उतनी ही चरितार्थ है, जितनी वह बिके अन्य देशोंके लिये 
है। हमारे शास्त्रों का मान्य उपदेश है--आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु?” 
सब प्राणियोंकी अपने समान ही समझो | _ शास्रोंके प्रति 
हमारी मोखिक सहानुभूति तथा श्रद्धा है, आन्तरिक नहीं । 
यदि हमारी श्रद्धा वास्तव होती, हम वास्तवमें आस्तिक 
होते तो क्या हम अपने भाइयोंकी, स्वजनोंकी, पड़ोसियो- 


> सानवताकी विशिष्टता * 





की; मानवमात्रकी इतनी उपेक्षा 
कर रहे हैं ? 


करते, जितनी हम आज 


मानवताका विकास धर्मके आधारपर ही सम्भव है। 
धर्मके मूल तथ्योको माननेपर ही मानव पूर्ण मानव बन 
सकता है । वेदिक धर्म ही वह वास्तव धर्म दै, जो देश और 
कालकी परिधिसे बाहर निकलकर समग्र विश्वके मानवोंके 
हितार्थ जागरूक रहता हैं | धर्मके बन्धनको ढीला करने- 
पर या तोड़ देनेपर मानव आपत्तिके गम्भीर गर्तमै गिरनेसे 
बच नहीं सकता । खतन्त्र भारतकी वर्तमान दशा इसका 
स्पष्ट दृष्टान्त है । “घम निरपेक्षः राज्य होनेसे भारत जो 
धर्मकी अवहेलना कर रहा दै, उसका कटु फल उसे हार्थोह्माथ 
मिल रहा है । धर्मके भयसे मनुष्य अपने कर्तव्यके 
पालनसे तनिक भी पराङमुख नहीं होता । वर्तमान सरकारने 
इस मन्दिरसे धर्मकी मूर्तिको तो उखाड़ फेंका है, परंतु 
उसके स्थानपर किसी भी अन्य देवताकी आज भी प्रतिष्ठा 
नहीं की । इस दुर्व्यवस्थाका फळ हमें राज्यके प्रत्येक 
विभागमे, ऊँचेसे लेकर नीचे तक्के अधिकारियोंके व्यव- 
हारमे सर्वथा उपलब्ध हो रहा है । चोर-बाजारीके तथा श्रष्टाचार- 
के इस विपुल प्रचार तथा प्रसारका रहस्य इसी धर्मकी उपेक्षामें 
छिपा हुआ है। यदि हम मानव बनना चाहते हैं? इस 
जगतीतलपर सुखी प्राणी बनकर अपना जीवन सफल 
बनाना चाहते हैँ तो हमारा मूलमन्त्र होना चाहिये-- 
धर्मके प्रति पूर्ण आस्था, ईश्वरमे पूर्ण विश्वास) कर्तव्यके 





प्रति दृढ़ निष्ठा तथा प्राणिमात्रके लिये मैत्री तथा सहानु- 





भूति । वह जीवन नहीं, धिक-जीवन है? जिसमे मनुष्य अपने 


ल्यि ही जीता है तथा अपने बन्धुओं एवं सम्बन्धियोंकी 
दुर्दशापर समर्थ होते हुए मी थोड़ी भी दृष्टि नहीं डालता | 
आवश्यकता है सच्चा मानव वननेकी, सच्ची मानवताके 
अनुशीलनकी । यह बात सर्वदा उपादेय है; परंतु 
आजकल तो इसकी परम आवश्यकता है । 

भगवानूकी ओर प्रदृत्तिमै ही मानवताकी सार्थकता है । 
भागवतने स्पष्ट गब्दौमै मानव-जीवनको 'ब्रह्मावलोक- 
धिषण? कहा है । मनुप्यके जीवनकी यह महती विशिष्टता 
हे कि वह भगवानको साक्षात्कार करनेवाली बुद्धिसे सम्पन्न 
है । मनुप्यका जन्म बहुत-से जन्मोके अनन्तर प्राप्त होता 
है | यह भी स्वयं अनित्य है- मृत्यु इसके पीछे छायाकी 
तरह सदा लगी रहती है; परंतु इसकी एक विलक्षणता हे 





२०३ 


oo 











कि यह 'अर्थद? अर्थात्‌ परम पुरुषार्थको पानेका साधन है । 
अन्य किसी भी जन्ममें भगवानकी प्राप्ति उतनी सुलभ नहीं 
है जितनी इस सानव-जीवनमें ही । अतएव अनित्य होनेपर 
भी 'अर्थद? होनेके कारण साधक लोग इसकी उपेक्षा नहीं 
करते । हमारा उद्देश्य भगवत्पाप्ति ही है और इसील्यि 
हमारे समस्त उद्योगोंकों उसी लक््यकी प्राप्तिमें सर्वदा संलग्न 
रहना चाहिये । निष्प्रपञ्च ब्रह्मकी प्राप्ति इस प्रपञ्चके भीतरसे 
ही होती है । मानव-जीवनका लक्ष्य विषयभोग नहीं है; 
क्योंकि इसकी प्राप्ति तो प्रत्येक जीवनमै हो सकती है| तब 
मानव-जीवनका वैशिष्ट्य ही क्या रहा ! जबतक मृत्यु 
आकर इस जीवनको ध्वस्त नहीं करती, तबतक मोक्ष पानेके 
लिये सतत उद्योग करना चाहिये | विकास-सिद्धान्तके अनुसार भी 
मानवका विकासके लिये पूर्ण स्वातन्त्र्य है, पूरा अधिकार है । 
ऐसी दशाम मनुष्य इघर-उधरके नगण्य व्यापारोंमें 
अपनेको क्यों लगाता है १ विष्रय-भोगमें इतनी आसक्ति 
क्यों रखता है? भगवानका स्पष्ट उपदेश है-- 
अनित्यमसुखं लोकसिसं प्राप्य भजस्व मास्‌। 
यह लोक सुखसे रहित--दु;खसै पूर्ण है तथा कालकी 
दृष्टिसे क्षणिक, अस्थायी है । ऐसी दशामे नित्य तथा 
आनन्दमय पुरुषोत्तमकी प्रासिं लगना उसका परम धर्म 
होना चाहिये और ऐसा व्यक्ति भगवानको छोड़कर 
दूसरा नहीं है । भागवतमें इस तथ्यकी घोषणा बड़े स्पष्ट 
शब्दाँमै की गयी है-- 
छवध्वा सुदुर्लममिदं बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमथं दमनित्यमपीह 
तूणं यतेत न पतेदनुस्रत्यु याव- 
न्निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११। ९। २९) 
हमारे प्रतिपादनका तात्पर्य यह है कि इस विश्वमै 
मानवता एक दुर्लभ वस्तु है। मानवताका मूल मन्त्र है 
पारस्परिक प्रेम तथा मैत्रीका उपार्जन | मानवताका आधार- 
पीठ है धर्ममे पूर्ण विश्वास तथा उसका सम्यक्‌ आचरण । 
मानवताकी सार्थकता है--भगवानकी ओर प्रवृत्तिमै | 
मानवताके ये मूल तथ्य हैं, जिनके ज्ञानके बिना हमारा 
जीवन शुष्क और एकाङ्गी बना रहेगा | जीवनको सफल 
बनानेके लिये पूर्ण मानवताका अपनेमें विकसित करना हमारा 
सर्वोच्च ध्येय होना चाहिये | 


धीरः | 


— Sooo ज 











के. मानव वही जो सार्थं तज होता पथिक परमार्थका # 





मानवता अमर रहे ! 


( ढेखक- शास्तराथमहारथी पं० श्रीमाधवाचार्यजी शास्री ) 


संसारमै एक व्यक्तिके दूसरे व्यक्तिसे जितने भी सम्बन्ध 
हैं या हो सकते हैं, वे सब एकमात्र लौकिक कल्पनाऔंकी 
आधार-दिलापर ही सुस्थापित होते हैं, उनके मूलमै कोई 
ईश्वरीय संकेत निहित नहीँ होता--यह तथ्य अविलम्ब आगेक्री 
पक्तियोसे सुस्पष्ट हो जायगा; परंतु एक मनुप्यका दूसरे 
मनुप्यसे जो ईश्वरद्वारा स्थापित अकल्पित सम्बन्ध है, वह 
एकमात्र “मानवता” का सम्बन्ध है । 


मानव मानवका सम्मान करना सीखे 

समान व्यवसाय, समान जाति, समान उद्देश्य और 
समान देश आदि कारणोंसे जो भाईचारा स्थिर किया जाता 
है, वह एक दूसरेको ताहश जान-पहच्चानकर या पूछकर ही 
स्थिर किया जा सकता है | परंतु बिना कुछ जाने-पहचाने और 
बिना पूछताछके लिये जिह्वा हिलाये एक मनुष्यका दूसरे 
मनुप्यसे जो अविचलित सम्बन्ध है, वह केवल “मानवता? ही 
है । अन्य सम्बन्ध जहाँ संकुचित, ससीम और परिवर्तनशील 
एवं अनित्य हैं, वहाँ मानवताका सम्बन्ध व्यापक; अपरिच्छिन्न, 
सदैव स्थिर रहनेवाला अथ च सर्वथा और सर्वदा अपरिवर्तन- 
क्षम है । 

“गुणाः पूजास्थानम्‌? यह सिद्धान्त सार्वजनीन अवश्य 
है, परंतु है सर्वथा अनाध्यात्मिक; क्योंकि तत्तद्गुण विदित 
होनेपर ही उसका प्रादुर्भाव होता है; परंतु “मानवता? वह्‌ 
सम्बन्ध है, जो किसी भी लौकिक गुणकी अपेक्षा न रखता 
हुआ एक मानवको दूसरे मानवसे इसील्यि और केवल 
इसील्यि प्रेम करना सिखलाता है कि वह “मानव? है | 


जीओ और जीने दो ! 


यदि आजका जडवादी जगत्‌- यह काला है, मैं गोरा 

हूँ; यह एशियाटिक है, मैं यूरोपियन हूँ; यह हिंदू है, मैं 

मुसलमान या ईसाई हुँ- इत्यादि देह, देश और सम्प्रदाय- 

विशेषपर आधारित कल्पित भेद-भावोंको भुलाकर “मैं मानव 

हँ” और “यह भी मानव है? इस अमिट तथ्यको समझ ले तो 

जटिल-से-जटिळ कही जानेवाली सब समस्याएँ. पलक-झमकमे 
सदाके ल्यि समाहित हो सकती हैं | 

बड़ी-बड़ी सेना, दूरमारक शल्लास्रौंके भंडार, फिर इन 

सब साधनोंको जुटानेके लिये अधिकाधिक सुवर्ण संग्रह और 

सेना बटोरनेके ल्यि कचा माल उपजानेवाले तथा पक्के 

सामानको खरीदनेवाले पिछड़े देशम अपना-अपना प्रभाव 

होड़--यें सब अनथ-परम्पराएँ. आज पश्चिमी देशमै 

चल रही हैं | पौरस्त्य देशोंने भी इस होड़में खुलकर भाग 


ले सकनेकी अपनी असमर्थताके कारण उसे रूपान्तरे पंच 
वर्षीय किंवा दसवर्षीय कथित योजनाओंके नामपर चालू कर 
रखा है) जिसकी पूर्तिके लिये नित्य नये-नये कर लगाकर 
प्रजाजनोंको बन्दियों-जेसा जीवन बितानेके लिये विवश किया 
जा रहा है । इन सब अनर्थोका मूळ चमड़ियोंके विभिन्न 
रंगोपर या तत्तद्‌ भूभागविशेषोंके निवासपर आधारित वह्‌ 
कल्पित भेदभाव ही है, जिसे 'मानवताझून्य भौतिकवाद? का 
अभिशाप कहा जा सकता है | इसलिये आजके युगकी 
परमावश्यकता है कि खयं जीने और जोने देनेके लिये मानव 
“मानवता” का सम्मान करना सीखे । 
मानवताकी परिभाषा 

“मानवता? क्या है- यह रहस्य जाननेके लिये “मानव 
शब्द और उसके पर्यायभूत अन्यान्य दाब्दोंके निर्बचनमात्र 
जान लेना पर्याप्त होगा । संस्कृत-कोशोके अनुसार “मानव”, 
“मनुष्य?) “मानुष? और “मनुज? आदि सभी शब्द एक ही 
कोरिके हैं, जो मूल धातु “मनु ज्ञाने? या “मनु अवबोधने? से 
सुनिप्पन्न हैं । तत्तद्‌ विकारःविशेधोंके कारण वेद निरुक्त 
आदि अन्थोमै उक्त शब्दोंके जो मननीय निर्वचन किये गये 
हैं, वे सब धात्वर्थके साथ-साथ अन्यान्य कई रहस्योंका भी 
उद्घाटन करते हैं | यथा- - 

“मनोरपत्यं पुमान्‌ मानवः |? मत्वा कर्माणि ` 
सीच्यन्तीति मनुष्याः ।' 'माहुषमेव सन्तं परोक्षेण सानुष- 
मित्याचक्षते? । मनोजाता मनुजाः? । 

अर्थात्‌ मनुके बंशधर होनेके कारण “मानव” शब्दका 
सचेळन हुआ । जो ज्ञानपूर्वक सब कार्य करें, वे “मनुष्य” कहे 
जाते हैं। मान्मत दुष=दो्र जिसमें हो, उसे ही परोक्ष 
STE के बजाय 'मानुष? कहते हैं | आदिम विधान- 

निर्माता बृद्ध मनुसे समुन्न समाजका व्यक्ति “मनुज”-गब्द- 
वाच्य है । [ इन्हीं वृद्ध मनुका अपर पर्याय “जरदूमनु' 
इरान) बाइबिल आदिमें उच्चारण भेदसे “हजरत नुह? बन 
गया है । ] 
CS SU धात्वर्थके अनुसार यही हो 
र्तो अहक नोल । सब चेष्टा ज्ञानपर आधारित हो 
दर तोलता है फिर बोलता है, पहले सोचता 


र फिर ह उठाता अ पहले मनन करता है और 
) पशत होता है, वह मानव है| आपाततः 
नियन्त्रित और 


मर्यादित जीवन 
“मानवः-शब्द वाच्य है | बितानेवाला प्राणी ही 


तक 
ge 


के मानवता अमर रहे ! % 





सानवताके पालनका फल आयुष्यत्रद्धि 

वास्तवमै मानव और मानवेतर तिर्यक प्राणियोमें आहार) 
निद्रा, भय) मैथुन आदि सब चेष्टाएँ समान होते हुए भी यदि 
इनमे कुछ विमेदक वैलक्षण्य है तो केवल तत्तत्‌ क्रियाओंका 
मर्यादित किंवा अमर्यादितरूपमें करना ही है | बैल दिनभर 
खाये और दिनभर गोबर करे, उसी तलेयामै जल पीये और 
उसीमे साथ-ही-साथ मूत्रोत्सर्गं भी करता जाय--इस तरह 
अनियमित जीवन ब्रिताता है; परंतु मानवके खान-पान; रहन- 
सहनके कुछ नियम हैं | वह तदनुसार मर्यादित जीवन 
बितानेकी चेष्टा करता है । मर्यादाका तात्पर्य है-- 
“म्य्येरादीयत इति मर्य्यादा ।? अर्थात्‌ मर्य्य-मरणधर्मा 
प्राणी जिस मार्गका अवलम्बन करके पूर्ण आयु प्राप्त कर सके; 
ताहदा पद्धतिका नाम “मर्य्यादा? है । 

अमर्यादित जीवन व्रितानेवाले तिर्यञ्चौ और मर्यादित 
जीवन ब्रितानेवाळे मानवोमे तादहश प्रवृत्तिका फल जीवनस्तर- 
का तारतम्य प्रत्यक्ष देखा जा सकता है । बेळ; भैंस, गधा) 
घोड़ा और लम्बग्रीव उष्टतक--सभी तिर्यक प्राणी मानवकी 
अपेक्षा शारीरिक बलमै कहीं अधिक होते हुए भी आयुप्यमें 
प्रायः तुर्याशभागी ही रहते हैं | अर्थात्‌ यदि मनुष्य सौ वर्ष 
जीता है तो वे केवल पचीस वर्षमे ही जीवन-लीला समाप्त कर 
बैठते हैं । 


मानव बनना सहज नहीं 


संसारमै सभी पद स्वल्पप्रयत्नलभ्य हैं) परंतु मानवपद 
प्राप्त करना सर्वथा “अलभ्य? नहीं तो “दुर्लभ” अबश्य है । 
पढ़कर विद्वान्‌ बना जा सकता है, प्रारब्ध साथ दे तो 
अमुकामुक व्यवसायोसे धनिक बनां जा सकता है, और तो 
और, सकाम कर्म करनेसे देवता भी बना जा सकता है; परंतु 
कथनमात्रका नहीं--किंत मानवताके सब गुणोसे परिपूर्ण 
“मानव! बन सकना सरल नहीं । 

यों तो आज भी जनगणनाकी पुस्तिकामें “मानवता? की 
कोष्ठकपूर्ति करनेवाले संसारमै अन्यून तीन अख प्राणी मानव 
कहे जाते हैं | परंतु यदि झास्तरनिर्दिष्ट मानवताकी कसौटीपर 
कसकर देखा जाय तो निश्चित ही उनमें एक भी प्राणी 
“मानवः कहा जाने योग्य न निकलेगा | आज कलिकालकी 
कौन कहे; त्रेतायुग-जैसे धर्म-प्रधान युगमे भी जब-घर्म 
अपने तीन चरणोंकी विद्यमानताके कारण सर्वत्र व्याप्त था-- 
संसारमै एक भी पूर्ण मानव’ विद्यमान न था । 
पाठक रामायणकालीन उस घटनासे सुपरिचित हैं, जब 
राबणके तपसे संतुष्ट हुए पितामहने उसे सनियम कुछ 





अपवादसहित यथेच्छ वर माँगनेको कहा, इसपर उसने 
रावन मरन मनुज कर  जाचा'- अन्य सब प्राणिर्योसे 
अवध्य किंतु केवल मानबद्वारा ही वध्य होनेका 
वर माँगा । बुद्धिमान्‌ रावणका यह प्रयास अविवेक-विजुम्मित 
नहीं था; वह खूब समझता था कि “इस समय संसास्मै देव, 
दानव, दैत्य, यक्ष, गन्धर्व) किन्नर आदि सभी प्राणी 
विद्यमान हैं; परंतु कोई (पूर्ण मानव” नहीं है । निकट 
भविष्यमें कोई मानव बन सकेगा, इसकी भी सम्भावना नहीं | 
अतः अन्य सबसे अवध्य होनेक्रा तो मुझे प्रत्यक्ष वर मिल ही 
गया और मनुष्य न कोई इस समय है; न भविष्यमें होगा-इसकी 
सम्भावना है; अतः मैं सर्वथा और सर्वदा अवध्य? हो गया ।?? 

रावणका यह विचार सर्वथा सत्य ही था; उस समय 
वशिष्ठ-विश्वामित्र आदि अनेक मन्तरद्रष्टा ऋषि विद्यमान थे । 
परशुराम, कार्तवीर्य-जैसे दिग्विजयी बीर थे. तथा अष्टावक्र; 
याज्ञवल्क्य, जनक-जैसे ज्ञानी भी विद्यमान थे; परंतु यह 
कहना ही पड़ेगा कि उन सबमै कोई भी “मानव? नहीं था । 
यदि कोई भी मानव होता तो वह रावणको अवश्य मार 
डालता, रावण अपनेको अवध्य समझकर घोर अत्याचार न 
कर पाता । इसलिये यह सिद्ध है कि संसारभरमें उस समय 
भी कोई “मानव? विद्यमान न था | तभी तो 'सुर मुनि 
गंधर्बा मिलि कर सर्बा गे बिरंचि के लोका \? उक्तिके अनुसार 
सबको ब्रह्मलोकतक दौड़-धूप करनी पड़ी थी और रावणका 
अन्यथा वध न देखकर षोडश कलापूर्ण अजन्मा भगवानको 
हो “तुमहि लागि धरिहों नर बेषा ११ स्वायम्भुव मनुको दिये 
हुए इस वरदानके अनुसार मानव रूपमे अवतरित होना पड़ा । 

आदिकवि वाल्मीकिजीने श्रीनारदसे जब पूछा-'को न्वस्मिन्‌ 
साम्प्रतं लोके? अर्थात्‌ “इस समय जगतूर्म सर्वगुणसम्पन्न 
“मानव? कौन है १?? तब नारदजीने उनसे यही कहा--बहवो 
दु्भाइचैव ये त्वया कीतिता गुणाः? अर्थात्‌ आपने जिन-जिन 
गुणोंसे युक्त मानवको पूछा है, वे सब गुण एकत्र बहुत दुर्लभ 
हैं| तथापि “सुने ! क्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः? 
मैं अपनी बुद्धिके अनुसार बतलाता हूँ कि उक्त सब गुणासे 
युक्त इस समय यदि कोई विद्यमान है तो वह एकमात्र “राम? हैं। 

आज मानवता दानवताके पंजेमें फँसी कराह रही है । 
सर्वगुणोसे सम्पन्न, मानवक्री कौन कहे, अङ्कुलिगण्य शुणोसे 
युक्त मानवोंका भी उत्तरोत्तर अभाव होता जा रहा है। 
यदि “कल्याणः-परिवारके इस पुनीतः आयोजनसे प्रसुप्त 
मानवता पुनरपि प्रबुद्ध हो सकी तो इससे निश्चित ही मानव- 
समाज कृतकृत्य हो सकेगा । 


2 “ne 





२०६ 
0 > उ 





ee --... 


-- 


के मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका # 





न्य या 


मानवताविषयक विचार-धारा 


( हेखक-_श्रीदीनानाथजी शर्मा शालनी, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि ) 


iy 

“सानव' का अथे 
किसी पदका अर्थ उसके मूल-शब्दके अधीन हुआ करता 
है;अतः किसी शब्दके अर्थको जाननेके लिये उसके मूल-पदकी देख- 
भाळ करनी पड़ती है । इस प्रकार जब हमको *मानव? के अर्थपर 
विचार करना है, तब हमें सोचना पड़ेगा कि इसका मूल 
शब्द क्या है और उसका अर्थ क्या है । मूलशब्दको बताने- 
मै व्याकरणकी आवश्यकता पड़ा करती है । वादि-प्रतिवादि- 
मान्य पाणिनीय व्याकरण “मानव” के विषयमै बताता है-- 
“मनोरपत्यं मानवः?--मनुकी संतान “मानव” कहलाती है । 
इसपर अष्टाध्यायीका सूत्र हे--“तस्यापत्यम्‌? (४।१। ९२) | 
इस सूत्रसे “मनु” शब्दसे संतान अर्थमे “अण? प्रत्यय ओर 
ओगुणः? ( पा०६ | ४ | १४६) से “उ? को 'ओ? 
और 'ओ? को अव और पूर्व अचको वृद्धि होकर “मानवः 
शब्द बनता है । “मनु? सृष्टिके आदिम पुरुष थे- इसमै सबका 

ऐकमत्य है । 


अष्टाध्यायीका अन्य सूत्र यह है--'मनोर्जातौ अनूयतौ 
छुक च' (४। १। १६१) इसके अनुसार (मनु? शब्दसे संतान 
और जाति अर्थमे--अञ्‌ प्रत्यय और घुकका आगम और 
पूर्वी ब्द्धि करके “मानुष? शब्द बनता है और “मनु? शब्दसे 
यही प्रत्यय तथा षुकूका आगम करके “मनुष्य? शब्द बनता 
है; अथवा : आगमशाञ्जमनित्यम्‌? इस परिभाषाके अनुसार अञ्‌ 
्रत्ययके साथ षुकका आगम न होकर भी जाति-अर्थमें “मानव? 
बन जाता है । इसका भाव यह हुआ कि मनुष्य, मानुष एवं 
मानव--ये तीनों शब्द एकार्थवाचक हैं | जो मनुष्य है, वह 
“मानव है; जो “मानव? है, वह मनुष्य है। जब सृष्टिके आदिम 
“व्यक्ति.मनु? की संतानका नाम “मानव? है, तब सच्चा मानव या 
मनुष्य वह कहदलायेगा जो अपने पिताके नियमानुकूछ चले | 
मनुने अपने नियम णुके द्वारा सुनायी “मनुस्मृति! में कट्दै 
हैं; अतः उसके अनुकूल व्यवहार करनेवाला ही पूर्ण मानव 
कहलायेगा | अपने इच्छानुकूल व्यवहार करनेवाला पूर्ण मानव 
कभी नहीं कहला सकता । 

सृष्ट्यादिजात मनुकी इतनी विशेषता क्यों है, इसपर 
वेद कहता है--*स सुन्वते मघवा जीरदानवेडविन्द॒दू ज्योति- 
मनवे इविष्यते” ( ऋण सं० १० | ४३ । ८ ) अथात्‌ 


मघवा ( इन्द्र ) ने सोमका अभिषव करनेवाले, शीघ्र दान 
देनेवाले तथा यज्ञकर्ता मनुको ज्योतिः अर्थात्‌ ज्ञान दिया । 
यही अन्य मन्त्रमँ मी कहा गया है--“बिदत्‌ खज्योतिमनबे 
ज्योतिरार्यम्‌? (ऋण्सं० १० | ४। ३४) इन्द्रने मनुको दिव्य 
ज्योति प्रदान की । हमने यहाँ मनुका अर्थ मनुष्य नहीं किया; 
क्योंकि निधण्टुमै मनुष्यके नामोंमें 'मनु? नहीं आया है । बल्कि 
निरुक्तमै “मनुष्य? का निर्वचन किया गया है--'मनोरपत्यम्‌? 
(३।७। २ ) यहाँ मनुकी संतानको “मनुष्य” कहा गया है; 
इससे मनु मनुप्योंका पिता सिद्ध हुआ । तभी निरुक्तकार 
श्रीयास्कने “यामथर्वा सनुव्पिता? ( ऋ० १।८०.। १६) 
इस मन्त्रकी व्याख्या करते हुए “मनुष्पिता मानवानाम्‌? 
(निरुक्त १२ | ३४ | १ ) मनुको मानवोंका पिता कहा है । 
तभी मनुको सर्वज्ञानमय माना जाता है-- 
यः कश्चित्‌ कस्यचिद्ध्मो सनुना परिकीर्तितः । 
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हिसः॥ 
(मनु० २। ७) 
“जो किसीका कोई धर्म मनुने कहा है, वह सभी वेदमे 
भी कहा गया है; क्योंकि वे मनु सर्वज्ञानमय हैं|? ज्योति 
जिसे मिल गयी, वह सर्बज्ञानमय होगा ही। तभी तो 
ताण्ड्यमहात्राझमणने भी मनुके लिये कहा है__. 
'यत्किचन मबुरवदत्‌ तद्‌ भेषजं भेषजतायाः’ 
“मनुका वचन ओषधोंका भी औषध है । 
इसलिये मनुकी स्मृति मनुस्मृति भी वादीप्रतिवादी समी- 
को मान्य है। श्रीयास्कने “विसर्गादो सचुः स्त्रायम्भुवोऽब्रवीत्‌? 
र धं ४ हक २) में मनुस्मृतिको सृष्टिके आदिमें रचित 
ना है । आजकलके सुधारक आर्यसमाजके प्रवर्तक स्वा० 


दयानन्दजीने भी यही माना हि यह मनुस्मृति, जो सृष्टिके 
आदियें हुई है, उसका प्रमाण 


है | (स०प्र० ११, पए० १७२) 


किये जानेपर उसे विकृत 


र करता हे । इसील्यि 
मनुस्मृति’ में मी कहा गया १ > 


% मानवताविषयक विचार-घारा % 





धर्म एव हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 

तस्माद्‌ धर्मो न हन्तव्यो सा नो धर्मा हतो वघीत्‌॥ 
(८1१५) 
इसके उदाहरणस्वरूप अग्निको देख लीजिये, उस अग्नि- 
का स्वरूप अथवा धर्म उष्णता है | जबतक अग्नि उस धर्मको 
रखे हुए है, तबतक तो उसकी सत्ता रहेगी | जब उसकी 
उष्णता न रहेगी, तब वह अग्नि भी न रहकर भस्म हो 
जायगी । इसी प्रकार जलको लीजिये--उसका धर्म तरलता 
तथा प्यास बुझाना आदि है; जब उसमैसे वह धर्म निकल जायगा 
वा निकाल दिया जायगा, तव वह जल न रहकर कीचड़ ह 
हो जायगा । इसी प्रकार यदि भारतीय मानव--क्योकि मनु 
अपनी स्मृतिमै अपने देशसे भिन्न देशको “म्लेच्छदेश? कहते हैं- 
मनुप्रोक्त धर्मका पालन नहीं करता तो उसमें वह भारतीय 
मानवता भी नहीं रह जाती । वह अपने देशमै रहता हुआ 
भी विदेशी, विरूप--मिन्नरूप हो जाता है | धर्म ऐसी बस्तु 
है, जो पाप नहीं करने देता, पापसे बचाता है। धर्मका विरोधी 


_ ही मानव दानव बन जाता है । 


५0 
सानन-यस्‌ 
मनुजीने मानवके लिये सामान्य धर्म इस प्रकार कहा है--- 


धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्त्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(६।९२) 
अब देखिये-इन दस लक्चर्णोको जो धारण करेगा, 
वह पूर्ण मानव होगा ही । जो व्यक्ति धैर्य रखेगा, सहिष्णुता- 
को धारण करेगा, जो मनका दमन करेगा, जो किसीकी चोरी 
नहीं करेगा, जो पवित्रता रखेगा, जो इन्द्रियोंको संथममें 
रखेगा, जो बुद्विकी उपासना करेगा, सत्‌-शात्नसे विद्या प्राप्त 
करेगा, सत्य व्यवहार करेगा; क्रोध न करेगा, वही पूर्ण मानव 
होगा | जो इससे विरुद्ध आचरण करेगा, वह दानवताको निमन्त्रण 
देगा । उसका वही स्वरूप बनेगा | भारतसे इतर देश इस 
धर्मको नहीँ अपना सके, पर भारतने इस संकटके समयमे 
भी इसे अपनाया है--यह उसकी मानवताके गौरवका एक 
प्रत्यक्ष उदाहरण है । पर अन्य देशोंके व्यक्ति मी यदि चाहे 
तो इन धर्म-लक्षणोंक्रो अपनाकर मानव! कहे जा सकते हैं । 
तब भारतीय मानव तथा बिदेशी मानवका भेद न रह जायगा; 
यही सोचकर श्रीमनुजीने भारतीय मानवके ल्यि साक्षात्‌ धर्म- 
के लक्षण भी बताये हैं | वे हैं-- 





२०७ 





वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
(२।१२) 
भारत सब देशोंका हृदय दै; केन्द्र है । इसमें यदि 
सानव-धर्सका पालन ठीक होता रहे तो सब देशोमें धार्मिकता 
तथा शान्ति रह सकती है | केन्द्रमै ही यदि गड़बड़ाध्याय 
प्रारम्भ कर दिया जाय, तव अन्य देशोंका क्या कहना । 
उनमें तो गड़बड़ी होगी ही । 
वेदका अधिकार भनुजीने वेदका संकेत देखकर सबको 
नहीं दिया, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्यको ही दिया है । अतः 
“प्रधानेन हि व्यपदेशा भवन्ति? इस न्यायसे यहाँ द्विजका 
विचार करके लिखा गया है-- 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यन्न कुरुते श्रसम्‌। 
स जीवन्नेव झूद्रस्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
(२।१६८) 
यह मनुजीका वादिःप्रतिवादिमान्य वचन है । यहाँ वेद 
न पढ्नेवाळे द्विजको जत्र झूद्गके सहश कहा गया दै, तब शूद्र 
वेदका अधिकारी उनके मतमै केसे हो सकता है । 
नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म स्वधानियमनाइते। 
झूद्रेण हि समस्तावद्यावद्वेदे न जायते॥ 
(२। १७२ ) 
यह मी मनुवचन वादि-प्रतिवादि-मान्य है । यहाँ यज्ञो- 
पवीत एवं वेदारम्मसे पूर्व द्विजको शूद्वके समान कहा गया है, 
तब साक्षात्‌ शूद्रको वेदका अधिकार केसे हो सकता है । 
यही वेदका संकेत भी है-- 
ब्रह्मणे ब्राह्मण, क्षत्राय राजन्यं, मरुद्वयो वेश्यम्‌, तपसे 
शूद्रस्‌? ( यज्ञः वा० सं ३०1 ५ ) 
यहापर वेदका मुख्य अधिकार ब्राह्मणको दिया गया 
है । झूद्रको तप ( जिसका अर्थ सभी वादी-प्रतिवादी कच्छु- 
कर्म करते हैं ) का अधिकार दिया गया है, ब्रह्मणे द्रम्‌ 
नहीं कहा गया | यह शुद्रोपर अन्याय भी नहीं; सेवाधर्म जेसे 
( सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यराम्यः) कठिन कर्ममें लगे 
हुए द्रादिको वेदके वैध अध्ययनका अवकाश ही नहीं रहता । 
यदि वह इधर लगेगा तो उधर नहीँ लग सकेगा । तब 
उनपर अनुग्रह करके पुराणादिःश्रबणद्वारा उन्हें वेदका निचोड़ 
सुना दिया जाता है | यह उन सेवाकार्यमे लगे हुओका समय 
तथा मस्तिष्क-परिश्रम बचाकर उनपर बड़ा अनुग्रह किया 





# भानव वही जो स्वाथे तज होता पथिक परमार्थका # 





गया है । यदि शूद्र वेदादिमै प्रवृत्त हो जाय तो उससे उसका 
अपना कठिन कर्तव्य छूटता है । यदि वह अपनी बुद्धिका उपयोग 
सेवा शिल्प आदिम करता तो संसारका उसकी अपेक्षा अधिक 
उपकार करता, जो अब्र उसने एक ब्राह्मणकी बृत्ति छीनकर 
किया है । इसी एकवूमरेके कर्म तथा बृत्तिकी छीना-झपटीसे 
आज संसारमै अव्यवस्था मची हुई है और कभी इधर, कभी 
उधर--ऐसी बार्तोमै लगा हुआ समाज अव्यवस्थित-चित्त 
होकर 'इतो भ्रष्टस्ततो नष्टः? का उदाहरण बनकर संस्कारहीन 
हो जाता है । हिंदू-धर्म सबका मित्र है; अतः सबको अपने 
अधिकारमें रहनेके लिये प्रेरित करता है । यही-अपने अधिकार 
रहना ही मानव-धर्म एवं मानवता है, एक-दृसरेके धर्म तथा 
बृत्तिकी छीना-झपटी करना दानवता है । 


वेद मन्त्र-ब्राह्मणात्मक दो भागोंमें विभक्त होते हैं । 
मन्त्रभागकी ११३१ संहिताएँ होती हैं, उतना ही ब्राणभाग 
होता है। ब्राह्मणभागमें आरण्यक) उपनिषद्‌ भी अन्तर्भूत 
हैं । यह धर्मका प्रथम लक्षण होता है । धर्मका दूसरा 
लक्षण “स्मृति? है । स्मृतिमें धर्मान्न) धर्मसूच, गह्मसूत्र तथा 
स्मृतियाँ अन्तर्भूत है । इसमें वैदिक नियम संग्रहीत 
किये जाते हैं । धर्मशास्त्रको श्रेष्ठ प्रमाण माना जाता है । 
न्यायदर्शनमें आता है-- 


अप्रामाण्ये च धर्मदासस्य प्राणभृतां व्यवहारलोपा- 
ल्छोकोच्छेदप्रसङ्गः । (४।१।६२) 


यदि धर्मशाञ्रको अप्रमाण माना जाय तो लोक- 
व्यवहारका विलोप हो जानेसे लोकोच्छेदका प्रसङ्ग उपस्थित 
हो सकता है । 


तीसरा धर्मका लक्षण है--'सदाचारः--सत्पुरुषोंका 
आचार । सत्पुरुषोके आचारसे पुराण-इतिहास संग्रहीत हो 
जाते हैं । पुराण-इतिद्दासमें वेदःप्रोक्त धार्मिक सूत्रोंके उदाहरण- 
्रत्युदाहरण दिये जाते है-इससे विषम समयमे विषम 
समस्याएँ. सुलझ जाती हैं । इन्हीं पुराण-इतिहाससे हिंदू-जाति 
मुसल्मानी क्रूर समयमै भी सुरक्षित रही और अंग्रेजोके मोहक 
समयमै भी धर्ममें स्थिर रह सकी । 


चतुर्थं लक्षण है धर्मका--स्वस्थ च प्रियमातमनः? 
इसका अर्थ है कि धर्म-विकर््पोमै जो अपने आत्माको प्रिय 
हो, उसका आचरण करे । यही मानव-धर्म है मानवका 
ही घर्म मानवता होती है । 





= 
मानवके साथ गोका अविच्छेद्य सम्बन्ध 
गाय मानवकी माता है । माता दूध देकर पुत्रको पालती 
है, यही बात गायकी है । दूध मैंसका भी होता है; पर 
भैंस तामसिक जीव है, अतः उसके दूधका प्रयोग करनेवाले 
तमोगुणी हो जाते हैं । भैसके वछडेको ही देख लीजिये, वह 
ऊँघता-सा रहता है । यह तमोगुणका चिह्न है--*प्रमादालस्थ- 
निद्राभिसतन्नितरध्नाति भारत? || ( गीता १४। ३८ ) देखनेमै 
भी वह तमोगुणी दीखता है। पर गायके बछड़ेको देखिये, जो 
पैदा होते ही कूदने-फाँदने लग जाता है तथा देखनेमे भी 
सात्त्विक दीखता है | अतः यदि अपने बच्वोंको फुर्तीला या 
सात्विक बनाना है तो उन्हें गायका दूध दीजिये । इसके 
विपरीत यदि उन्हें ऊँघनेवाळा या आलसी बनाना चाहते 
हैं तो उन्हें भैसका दूध पिलाइये । भैंस काली होती है, 
कालापन उसमे स्वाभाविक होनेसे वह तमोगुणी जीव 
सूर्यसे ऊष्मा बहुत खींचता है; अतः उसके दूधमै ऊष्मा 
बहुत होती है, उसे कोमळ बच्चोंको पिलानेसे वे बच्चे 
निरन्तर रुग्ण रहा करते हैं | इसके अतिरिक्त ऊप्मा 
उत्तेजन करनेवाली होती है, उत्तेजनासे संयमका भङ्ग होता 
है । संयमके भङ्गे आयु घटती है, वाद-विवादप्रियता 
बढ़ जाती है और ऊष्मासे बुद्धि भी घटती है; पर गायका 
दूध सात्त्विकतासे मिला होता दै, अतः बह बुद्धि देता 
। बुद्धिका स्थिर या सात्त्विक होना ही मानवता है, 
अन्यथा वह दानवता हो जाती है । मैंसका बछड़ा मर 
जाता है तो उसमें भूसा डालकर मैंसके सामने रख देते हैं; 
वह ऐसी बुद्धिहीन है, जो उसे ही अपना बछड़ा समझकर 
दूध उतार देती है । इसीलिये उसके दूधका प्रयोग करनेवाला 
भी प्रायः बुद्धिहीन या तामस बुद्धिवाला होता दै | गाय प्रायः 
इन चाल्वाजियोंमें नहीं फॅसती, वह अपना स्नेही बछड़ा 
न होनेपर दूध समाप्त कर देती है; यही उसकी बुद्धिमत्ता- 
का प्रमाण है । अत; उसका दूध भी बुद्धिवर्धक हो-यह 
स्वाभाविक है। पर मैंसका दूध अज्ञानवर्धक तथा विवादः 
वषक एव कठोरताको प्रश्रय देनेवाला है-जो मान- 
वताके शत्रु हैं। 
इधर भैंस वन्य जीव भी है, 
उसमें खामाविक है । गाय ग्राम्य जीव 


व है, उसमै बुद्धिमत्ता 
स्वाभाविक तथा अधिक होगी । फिर वन्यकी संगतिसे 


ल हे | भेस जलका प्यासा जीव 
देसको जबतक जलसे बहुत-सा स्नान नहीं कराया 


अतः बुद्धिकी न्यूनता 


कै भजनके बिना पशु-समान % 


२०९, 








जायगा, तबतक वह दूध नहीं देगी | वह खूराक भी 
गायकी अपेक्षा दुगुनी-चौगुनी खाती है; जबतक उसे पूरी 
खूराक नहीं दी जायगी, तबतक वह दूध नहीं उतारेगी । 
गायका सामान्य सेवासे भी काम चल जाता है; दूध भी उससे 
अनायास ही प्राप्त हो जाता है | अतः गायका जहाँ मानवसे 
अविच्छेद्य सम्बन्ध दै; वेसे वह मानवताको उत्पन्न करने- 
वाढी भी है | इन सब कारणोंसे गायका मानवसे पूर्ण 
पारिवारिक सम्बन्ध है । अतः गायकी सेवा करने तथा 
गोदुग्धका प्रयोग करनेसे ही हमें सात्त्विकता प्राप्त होकर 
मानवता प्राप्त हो सकती है। 
वर्णाश्रमधर्मसे मानवताका पोषण तथा संरक्षण 
चार वर्ण हैँ--ब्राह्मण) क्षत्रिय) वैश्य) शूद्र । चार 
आश्रम हैं--ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास । इनके 
धर्मका नाम वर्णाश्रमधर्म है | वर्णाश्रमधर्म कहता है --- 
स्वयं जीओ ओर दूसरोंको भी जीने दो | वह कहता है 
“स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावह: । ( गीता ३। ३५) 
“अपने धर्मम मृत्यु अच्छी) परंतु दूसरेका धर्म भयप्रद है | इस 
प्रकारका उपदेश इस धर्मसे भिन्न धमाँमै नहीं मिळता | 
इस धर्ममे एक वर्ण दूसरे वर्णकी बृत्तिके साथ छीना-झपटी नहीं 
करता और अपनी साधारण वृत्तिम भी संतोष करता है-- 





श्रेयान्खधर्मो विशुणः 
स्वभावनियतं 


परधर्मात्‌ स्त्रनुष्टितात्‌ । 
कर्मे कुर्वननाझोति किल्बिषम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ४७ ) 
यही मानवता है । दूसरेकी वृत्तिपर डाका डालना 
दानवता दै | ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ) संन्यासी णहस्थसे केवल 
निर्वाह चाहते हैं और उसके बदले आपको अपने अनुभवोंसे 


-फ्क्क्क्क्क्क्ससच्च््व्च्च्च्च्च्क्च्य्््च्च्च्च्च्च्च्च्च्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्व्क्व्च्च् बाट 


पूर्ण सुन्दर उपदेश देकर आपके लोक-परलोकका सुधार 
करते 

विदेशोंमि वर्णाश्रमधर्म न होनेके कारण ही अपनी-अपनी 
बृत्तिमै संतोष न होनेसे वहॉपर मानवता कराहती रहती दै; 
दानवताका बोलबाला हो जाता है | उसीके फलस्वरूप वहाँ- 
पर महायुद्ध होते हैं, मानवताको नष्ट करनेवाले परमाणु 
बर्मोके आविष्कार हुआ करते हैं | जन्मना वर्णाश्रम-धर्मकी 
व्यवस्था कार्यविभाजनकी एक सुन्दर प्रणाली है । सदा- 
के लिये इससे आजीविकाकी चिन्ता मिट जाती थी । बेकारी- 
को प्रश्रय न मिलता था, परस्पर सहिष्णुता भी होती 
थी । इसी कारण मानवता पनपती थी । अतः इस मनुः 
प्रोक्त वर्णाश्रम-धर्मके पालनसे ही हमें सच्ची मानवता मिल 
सकती है । आइये मानवगण ! जब हम-आप मनु-पुत्र 
हैं, तब हमें उस मनु-व्यवस्थापित वर्णाश्रम-धर्मको अपना- 
कर अपनी पूर्ण मानवताका परिचय देना चाहिये । वर्णाश्रम- 
धर्मकी कई आपाततः प्रतीयमान भ्रान्तियोको दूर करनेके 
लिये हम धश्रीसनातनधर्मालोक? ग्रन्थमाला भी प्रकाशित कर 
रहे हैं | # 

फलतः 'सर्वभूतहित? मै रति ही मानवता? है) पञ्चमहा- 
यज्ञ भी इसीको बता रहे हैं । मानवता और विश्वप्रेम 
पर्यायवाचक शब्द हैं | इस मानवताके प्राप्त्यर्थ हमें प्राण- 
पणसे उद्योग करना चाहिये । इसीसे दानवत्व एवं पशुत्व 
हटकर हमें देवत्व प्राप्त होनेका अवसर मिलेगा । आजकलके 
वेज्ञानिक शास्त्रात्र मानवताके शत्र अतएव विश्वयुद्धके 





मूल-सूत्र हे । यदि भगवद्‌-गीतोक्त प्रकारसे हमने रागःद्वेष दूर 


कर दिये और मानवता प्राप्त कर ली तो हमें विश्वयुद्धौके 
करनेकी आवश्यकता ही न रह जायगी। यह मानवताका 
सुपरिणाम होगा। 








| भजनके बिना पशु-समान क 
J, भजन बिनु कूकर-सूकर-जैसौ । 
९४ जैसें घर बिलावके मूसा, रहत बिषय-बस पैसौ ॥ र” 
८; बग-बगुली अरु गीध-गीधिनी, आइ जनम लियौ तैसौ । १ 
| उनह के ग्रह? सुत दारा हैं, उन्हें भेद कहु कैसो ? ॥ 
Ny जीव मारि कै उद्र भरत हैं, तिन कौ लेखों ऐसौ। रश 
ह सूरदास भगवंत-भजन विनु, मनो ऊँर-वृष-भेंसो ॥ हीं 
खा ० —— SiS -सूरदासजी 
# इस अन्यमालाके पाँच पुष्प प्रकाशित हो चुके है, छठा पुष्प प्रकाशित शेजे जा रहा ३ इमारे नामसे मार बो? १९ 


छाजपतनगर्‌, नथी 


श्री? थ्रंष 


देइळी १४१ इस 


२७--- 


पत्तेसे उक्त ग्रन्थमाला मँगायी जा सकती है |--छेखक 





२१० 


कै मानव बही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका # 


= ¬ ९ ` ७७७७ स्स्स यी 


मानवता 


( केखक--महमहोपाध्याय डा० श्रीउमेशजी मिश्र, एम्‌०ए०, डी०लिट्‌० ) 


“मानवता? वह धर्म है, जो एकमात्र मनुष्यमें ही रहता 
है और जिसके विद्यमान रहनेके कारण ही मनुष्य “मनुष्य? 
कहा जाता है। यदि किसी प्रकार किसी अंशमै मानवता- 
धर्ममै त्रुटि हो जाय तो वह मनुष्य “मनुष्य? नहीं है, 
किंतु मनुष्याभास है । “मानवता” किन गुणोंसे युक्त 
है, यह कहना कठिन है । परंतु इसको अपनी बुद्धि और 
सतूतकके द्वारा समझनेका प्रयत्न करना चाहिये | यह 
प्रायः सभी मनुष्योंको ज्ञात है कि प्रथ्वीपर--भूलोकमे 
रहनेवाले सभी प्राणियोमे मनुष्य ही सृष्टिके क्रमिक विकासमें 

सबसे श्रेष्ठ और सर्वाज्ञपूर्ण है। इसील्यि मनुष्यके स्थूल 
शरीरको “अन्त्यावयवी' शास्त्रकारोंने कहा है । बुद्धिके द्वारा 
परमतत्वके साक्षात्कारके लिये, परमानन्दकी प्राप्तिके ल्यि, 
दुःखकी ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक निवृत्तिके लिये, जीवन- 
के चरम लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये तथा जन्म और मरण- 
से सर्वथा एवं सदाके लिये छुटकारा पानेके लिये जिन 
अंशोकी अपेक्षा होती है; वे सब “मानवता? में ही विद्यमान 
हैं । अतएव “मानवता? को समझनेके लिये हमें सबसे 
पहले यह विचार करना आवश्यक है कि मानवजीवनका 
चरम लक्ष्य क्या दै ज्ञानकी पराकाष्ठा कहाँ है | 

संसार दुःखमय है, जीवन भी दुःखमय है और ढुःख- 
मय जीवनके ही द्वारा ढुःखमय संसारसे छुटकारा मिल सकता 
है। इस बातको समझनेके लिये यद्यपि मनुष्यमे ही शक्ति 
होती है, फिर भी इसे सभी नहीं समझ सकते | यही कारण 
था कि बुद्धने अपने चार 'आर्यसत्या में इसे प्रमुख स्थान 
दिया था । परंतु यह सत्य है कि किसीको दुःख प्रिय नहीं 
है । सभी दुःखसे घृणा करते हैं, उससे छुटकारा पानेके 
ल्यि सर्वदा व्यग्र रहते है । वस्तुतः मातृगर्भमे आनेसे 
लेकर जीवनके अन्तिम श्वास-पर्यन्त कायिक, वाचिक्र 
तथा मानसिक जितनी हमारी क्रिया. तथा चेष्टा होती 
हैं; सभी ढुःखाचुभवसे प्रेरित होती हैं तथा दुःखसे छुट- 
कारा पानेके लिये ही होती हैं । ये क्रियाएँ दुःखकी चरम 
निवृत्ति होनेपर दी विश्राम पाती हैं, अन्यथा चलती 
ही रहती हैं । इसील्यि मनुष्यको बारबार जन्म और 
मरणको प्रास होना पड़ता है और असीम दुःखका भोग 
करना पड़ता दै । परंतु इससे छुटकारा पानेके लिये दूसरा कोई 
उपाय भी तो नहीं है | 


उपयुक्त बातको समझकर तदनुसार अपने 
जीवनको बनाना ही “मानवता! का स्वरूप है । यह 
अनुभवका विषय है कि उपर्युक्त बातें सभी मनुष्य सभी 
अवस्थामै समझ नहीं सकते; परंतु इनके समझनेकी योग्यता 
अव्यक्तरूपमे प्रत्येक मनुष्यमें रहती है । इस योग्यताकी 
अभिव्यक्तिके लिये मनुष्यको सदुरुसे उपदेश लेना चाहिये, 
भगवद्धक्त संतोंका सङ्ग करना चाहिये तथा तक्तज्ञानी 
ऋषि-मुनियोंके द्वारा साक्षात्‌ अनुभूत विषयाँका लिखित 
रूपमै प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रोका अध्ययन करमा चाहिये 
किसीको पूर्व पूर्व जन्मोपार्जित शुम कर्मोके संस्कारसे नैसर्गिक 
रूपमे भी इस विषयको जाननेके लिये आवश्यक ज्ञान प्राप्त 
होता है; परंतु यह किसी विरळ महात्मामें ही सम्भव है | 
अतएव अपनी सद्भावनासे सदनुष्ठानके द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये । 


इस प्रकार शान प्राप्त होनेपर ही मनुष्यको पूर्णताका 
वोध अपनेमें हो सकता है | साथःही-साथ हमें अपने 
खाने-पीनेकी वस्तुओंकी एक व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे 
दूषित अन्न तथा दूषित पेय न खाया और पिया जाय । 
जिस प्रकारका अन्न खाया जाता है, उसी प्रकारकी बुद्धि 
और जिस प्रकारका पेय पिया जाता है, उसी प्रकारका प्राण 
बनता है- यह तो उपनिषद्‌म ही स्पष्टरूपसे कहा गया 
है । कितु स्मृतियोंमें तथा धर्मशासने तो और भी सूक्ष्म 
रूपसे विचार किया गया है | बादको इस निर्णयपर शञास्रकार 
लोग पहुँचे हैं कि हमारे प्रत्येक आचरण, व्यवहार) वस्नः 
धारण आदिका प्रभाव “मानवता? को पुष्ट करनेमें आवश्यक 
है । इसी आधारपर सात्विक आहार आदि करना! 
सारियक जीवन व्यतीत करना झा विहित है । मेरा 
तो विश्वास है कि बाह्य रूपकी शुद्धिके विना अन्तरात्मा- 
की शुद्धि हो ही नहीं सकती ओर बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग 


गुद्धिके बिना मानवता" का पूर्ण विकास नहीं हो सकता | 
यही बात योगशास्रमै 


भी कही गयी है कि यम) नियम 
॥ साधन बिना मनुष्य लष्ष्यतक नहीं 
पहुच सकता | वर्तमान काले बड़े-बड़े विद्वान्‌ यम) नियम 

तथा शुद्ध भोजन और पान आदि आचरणको विशेष 


महत्व नहीं देते और स्वच्छन्द होकर (पार्टियो में जाकर 


- 





% यदि & २११ 





उच्छिष्ट भोजन करनेमें कुछ भी ग्लानि नहीं मानते | परंतु यह 
सर्वथा अनुचित है । जबतक पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति न हो जाय, 
तबतक उपर्युक्त पवित्र आचरण और व्यवहारकी बड़ी 
आवश्यकता है | 'आजकलक्ने युगमें उस कठोर रीतिसे जीवन- 
निर्वाह करना असम्भव है? यह कहना सर्वथा दौर्बल्य है, मान- 
वताके विकासमें बहुत बड़ा विश्व है । हमें अपने लक्ष्यकी प्रात्तिके 
लिये उचित आचरण करनेमें संकोच एवं छजाका अनुभव करना) 
दलील देना तथा उपहासकी शङ्का करना परम अनुचित है । 
हमें अपने कर्ममें दृढ़ रहना चाहिये | अवश्य ही हमलोग शास्त्र- 
सम्मत कर्म करें, लोगोके उपहासकी चिन्ता न करें | हमने देखा 
है कि केवल दोर्बल्यके वशोभूत होकर सिगरेट पीनेवाले अपने 
एक मित्रके आग्रहको अस्वीकार करनेमें सर्वथा असमर्थ होकर 
बहुत-से मनुष्य सिगरेट पीने लगते हैं तथा इसी प्रकार अन्य 
दोषोको भी लोग आसानीसे अपना लेते हैं | इन वातोसे 
मानवता? में कमजोरी आ जाती है और हम भारतीय संस्कृति- 
से दूर चले जाते हैं तथा मानवताके लक्ष्यको भूल जाते हैं । 


यह सर्वथा अनुचित है। यह चरित्रहीनताका स्वरूप है | 


इन दोषावह, नाशकारी, लक्ष्यसे भ्रष्ट करनेवाले कर्मॉसे 
“मानवता? की हानि है | इसी कारण आज देशमै असंतोष, 
दुःख; छल, मिथ्याभिमान› दूसरौंको धोखा देना इत्यादि- 
की बृद्धि हो रही है | 


जैसा ऊपर कहा गया है, दुःखसे सर्वथा छुटकारा पाने- 
के लिये ही मनुष्यकी सभी प्रबृत्तियाँ हैं | इसीसे यह मी स्पष्ट 
है कि मानव-जीवनका चरम लक्ष्य है दुःखसे चरम-निवृत्ति | 











इसे ही मुक्ति, परमानन्दप्राप्तिश ज्ञानकी पराकाष्ठा आदि 
कहते हैं। इस पदको प्राप्त करनेसे ही पूर्णता' की, मनुष्य- 
जीवन प्राप्त करनेके उद्देश्यकी तथा “मानवता? की प्राप्ति 
हो सकती है | मनुष्यके दुर्लभ जीवनको प्राप्तकर भी यदि 
कोई (पूर्णता को, “मानवता? के पूर्ण बिकासको, चरम 
ढुःखकी निवृत्तिको, परमानन्दको या आत्मसाक्षात्कारको 
न प्रात कर सके तो शंकराचायंके शब्दोंमे वह ९आत्मद्दा? 
कहा जायगा । विवेक-चूड़ामणिमें शंकराचार्यने कहा है-- 

लट्ध्वा कथंचिन्नरजन्म दुळभं 

तत्रापि पु्त्वं श्रुतिपारदर्शनम्‌ । 
यः स्वात्मसुक्तौ न यतेत मूढधीः 
स ह्यात्महा स्वं विनिहन्त्यसद्ग्रहात्‌॥ 

अभिप्राय यह है कि किसी प्रकार दुर्लभ मनुष्य-जन्मको 
प्राकर और उसमें भी--जिस ( स्वरूप ) में श्रुतियोंके द्वारा 
ज्ञान होता है, ऐसे पुरुषत्वको पाकर जो मूढ़ बुद्विवाला 
अपने आत्माकी मुक्तिके लिये प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय 
ही आत्मघाती है । वह असत्‌ वस्तुओं ( को सत्‌ मानकर 
उन ) में लग्न होनेके कारण अपनेको नष्ट करता है । 

अन्तमें मेरा इतना ही निवेदन है कि मनुष्य होकर 
भी जो “मानवता? को न समझता है और न उसके अनु- 
रूप कार्य करता है, वह मनुष्याभास है और वस्तुतः आत्मघाती 
हे । सभीको मनुष्य-जीवनका महत्व समझना चाहिये 
तथा उसकी मर्यादाकी रक्षाके लिये जीवनभर प्रयत्न करना 
नितान्त आवश्यक है । 


इइइ 


०, 


है 


4000 वा 


यदि 


प्राणधन मिल जायेगे, यदि हारको तुम जीत समझो । 
मोह माया है जगतमें, 
शोक छाया है जगते । 
पर जगतमें ही खदा तुम? इश-प्रीत पुनीत समझो । 
सुख सवदा सम्भव नहीं, 
दुख सदा सम्भव नहां। 
दुःख ही खुखरूप है बस, तुम रुदनको गीत समझो । 
अपकार जो मेरा कर 
उपकार हम उनका करें। 
खरगका सोपान है यह, शत्रुको तुम मीत समझो । 
प्राणधन मिल जायगे, यदि हारको तुम जीत समझो ॥ 


=— roo — 


शिवनाथ दुबे 


54444 


21979 


मानवता ओर भगवता 





के मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


0000055300000 nnn 
ज 


( लेखक--डा० श्रीबीरमणिजी उपाध्याय एम्‌०ए०, बी०एल०, डी०लिट०, साहित्याचार्यं ) ( 


मानव और भगवान्‌ परमार्थतः या खरूपतः एक ही 
शुद्ध चैतन्य या चिच्छक्तिके दो औपाधिक रूप हैं; दोनोमै 
व्यावहारिक अन्तर उपाधिकी शुद्धि और मलिनताके कारण 
प्रतीत होता है, किंतु उपाधिप्रयुक्त व्यावहारिक भेदके भानसे 
पारमार्थिक स्वरूपमे अभेदकी हानि नहीं होती | घटाकाश-गहा- 
काशमे ओपाधिक भेद अवश्य प्रतीत होता है; किंतु उस प्रतीतिसे 
आकाशको एकतामें क्या बाधा ! पल्वल, तडाग, सरोबर, 
नदी औरसमुद्रके जलमे औपाधिक मेद प्रतीत होता है तो हुआ 
करे; किंतु जल तो स्वरूपतः एक ही है । स्वाद आदिमे दूसरे 
तर्वके सम्मिश्रणके कारण भेद है । 
हाँ, यह अवश्य है कि इस औपाधिक अन्तरके कारण 
दोनोंकी विविध शक्तियोंमें तथा कार्योमे परस्परविरोधी तथा 
दूरगामी बैलक्षण्य हो जाता है | ईश्वर या भगवान्‌ सर्वज्ञ, सर्व 
शक्तिमान्‌ तथा सर्वव्यापक है और जीव अल्पज्ञ) अल्पशाक्ति 
और परिच्छिन्न-देहव्यापी है; उपाधिकी कल्पनाके आधारपर 
प्रतीयमान जीवस्वरूप और ईश्वरखरूप दोनों व्यावहारिक 
अवस्थामै कल्पित एबं औपाधिक हैं | उस कल्पनाका अधिष्ठान 
दोनोमें अनुगत सामान्य चित्खरूप है और यही दोनोंका 
पारमार्थिक खरूप है, जो एक ही है । 
समस्त जड पदार्थ अद्वैत वेदान्तके अनुसार चेतनकी 
उपाधिया हैं | जड पदार्थ भी व्यष्टि और समष्टि अर्थात्‌ वैयक्तिक 
और सामूहिक भेदसे दो प्रकारके है | उदाहरणार्थ वृक्ष 
व्यष्टिजड दै और वन समष्टिजड | जड-व्यष्टिरूप उपाधिके 
कारण जीवकी प्रतीति हो रही दै और जड-समष्टिरूप उपाधिके 
कारण ईश्वरको मानना पड़ता है; क्योंकि बिना समूह या 
समछिके व्यष्टिकी कल्पना नहीं हो सकती | और इसी प्रकार 
इसका उलटा भी) जैसा कि नैयायिक मानते हैं-_।निबिशेषं न 
सामान्यम्‌? । चैतन्यकी उपाधि जड तत्कालकृत अवस्थाभेद्से 
स्थूल, सूक्ष्म और अव्याकृत भेदसे तीन प्रकारका क्रमशः 
मासित होता है। कोई भी उदाहरण लें--नदीके जलमे वीचि, 
तरङ्ग और बुद्बुद आदि स्थूल जडके रूपमै दिखलायी दे रहे 
हैं; किंठ जलका सूक्ष्मरूप भी है और दोनोंका कारण एक 
अव्यक्त या अव्याकृत रूप भी, जो वैज्ञानिक यन्त्रोके द्वारा 
तथा सहज अन्तर्बोध ( 17५६० ) से ही जाने जा सकते 
हैं ये त्रिविध मेद जड़-व्यष्टि और जड-समष्टि दोनोंके खर: 


पर समानतया प्रतीत होते हैं | तदनुसार जिस प्रकार जीवकी 
उपाधि जड्व्यष्टि अर्थात्‌ शरीर-पिण्ड स्थूल, सूक्ष्म और 
कारणके भेदसे तीन प्रकारका है, उसी प्रकार ईश्वरकी उपाधि 
जड-समष्टि अर्थात्‌ विश्व ( ब्रह्माण्ड ) भी स्थूल, सूक्ष्म और 
कारणके भंदसे तीन प्रकारका भासित होता है । पञ्चीकृत 
भूतात्मक स्थूलशरीर है, उसका कारण अपञ्चीकृत भूतमय 
“सूक्ष्मरारीर? है और साक्षात्‌ तथा परम्परया दोनोंका कारण 
व्यष्टिअविद्या कारण-शरीर है | पश्चीकृत-भूतात्मक दृश्यमान 
जगत्‌ स्थूल विश्व है, उसका कारण अपञ्चीकृतभूतमय सूक्ष्म 
विश्व है और साक्षात्‌ एवं परम्परया दोनौका कारण समि. 
अविद्या, अव्याकृत या अव्यक्त कारण है | समष्टिअविद्या 
गुद्धसच्वप्रधान होनेके कारण उत्कृष्ट, व्यापक एवं पूर्ण 
शक्तिशाली उपाधि है और व्यष्टिअविद्या मल्निसत्वप्रधान 
होनेके कारण परिच्छन्न एवं अल्पराक्तियुक्त अपकृष्ट उपाधि है >, 
और इसी उपाधिकृत उत्कर्षापकर्षके फलस्वरूप जीव ओर 
भगवानको शक्तियों तथा कार्योमे सहान्‌ व्यावहारिक अन्तर 
प्रतीत हो रहा है । इतना होते हुए मी, दोनोंके पारमार्थिक 
खरूपमें कोई भेद नहीं; क्योकि वह तो एक ही मौलिक 
अधिष्ठानभूत ञुद्धचैतन्य है । तन्त्र-दर्शनमे जीवको “पशु? कहा 
जाता है और भगवानको “शिव? | वहाँ भी दोनोंका पारमा- 
थिंक स्वरूप शिव-शक्ति-सामरस्यात्मक 
विश्वके मूलमै दो शक्तियाँ है १. चिच्छक्ति और २. विमर्श- 
शक्ति | इनकी दो अवस्थाएँ हे--१. सामरस्यकी और 
२. परस्पर ब्याप्यव्यापकभावके कारण विरिलिएताकी | दोनों 
जब 2 अविभक्त-दशामे समरस रहती है, तब एक तत्त्वके 
रूपमै अवस्थित उनका पारमार्थिक स्वरूप माना जाता है ओर 
जब प्रतीतितः बिहिल््ट या विभक्त होकर काम करने या 
खेलने लगती हैं, तब शिवतत्त्व या चितूप्रकारा और शक्ति- “ 
सख्या अचित्‌ःविमं अथवा विसर्गके रूपमै एक दूसरेको 
और CR टका स्कट होना अकाय है 
i रूपम अर्थात्‌ क्रिसी पदार्थविशेषके 
Ci | व्यावहारिक ज्ञान दोनोंके 
$ शान केवल प्रकाश ही नहीं 
नहीं होता, अपितु विमर्शात्मक प्रकाश है 
रूपमै बिमृष्ट होता हुआ स्फुटी- 


क्र 
परम तत्त्व है । समस्त | 


EN ORR 


२४, मानवता और भगवत्ता # 








२१३ 





भाव है । पशुभाव और शिवभाव--दोनों थे क्रमशः अवस्था- 
विशेषमें धड़ीकी कीलके समान अनुवृत्त होते रहते हैं और सामरस्य 
उनके मूलमें अन्तस्तळ-धाराके समान अनवरत प्रकाशित होता 
रहता है | सामरस्यकी दशामें विमर्श ही “महात्रिपुरसुन्दरी? 
और प्रकाश ही “परम शम्थु? पदसे व्यवह्वत होते हे और 
परमार्थतः वे दोनों मूलमें सामरस्यापन्न एक ही तच्च हैं । 
तदनुसार “पशु! और “दिव? दोनोंका वही पारमार्थिक 
स्वरूप है । 
इस दर्शनमें चेतनता और जडता--ये दोनों शब्द 
पारिमापिक अर्थम प्रयुक्त होते हैं अर्थात्‌ व्यापक चेतन है 
और व्याप्य जड है । जव अभेद-संसारमें प्रकाश व्यापक रहता 
है और विमर्श व्याप्त अर्थात्‌ कवलीकृत दो जाता है, तब 
प्रकाश चेतन और विमर्श जड माना जाता है । इसी प्रकार 
जब भेद-संसारसे विमर्श व्यापक रहता है और प्रकाश व्याप्त 
अर्थात्‌ अन्तर्निलीन हो जाता है, तब प्रकाश जड और विमर्श 
चेतन माना जाता है । मद्दाशक्ति त्रिपुरसुन्दरीके कई रूपोंमें 
दो रूप हैं--१. शुद्धविद्या और २. माया । अहंता और 
इदंताकी अभेद-बुद्धि शुद्धविद्या है और उन दोनौंकी विभेद- 
बुद्धि माया है । परमार्थतः, निसर्गानन्दःसुन्दर प्रकाशात्म 
परम शिवकरे साथ सामरस्यापन्न परमानन्दनिर्भर परप्रेमास्पदी- 
भूत महात्रिपुरसुन्दरी अथवा प्रकाश-विमश-सामरस्यरूपिणी 
पराशक्ति होता हुआ भी पशु या जीव सांसारिक दशा 
पशुभावापन्न होकर पाँच कञ्चुको और आठ पाशोसे जकड़ा 
हुआ अत्यन्त संकुचित बना रहता है | माया या अविद्याकी 
पञ्चविध संकोचिनी शक्तियों अर्थात्‌ कञ्चुकौसे परिच्छिन्न 
जीव सर्वथा विवश और संकुचित बना रहता है| उन 
कञ्चुकोका विवरण निम्नलिखित है-- 
१-सर्वकर्तृत्वशक्ति-संकोचरूप कञ्चुक=्कला । 
२-सर्वज्ञताशाक्तिसंकोचरूप कञ्चुक=अविद्या | 
३-नित्यपरिपूर्णताशक्तिसंकोचरूप कश्लुकरराग | 
४-नित्यताशक्तिसंकोचरूप कश्चुकतकाल । 
५-खतन्त्रताशक्तिसंकोचरूप कञ्चुक=नियतिं । 
इन्हीं पञ्चविध कञ्चुकाँसे परिच्छिन्न होनेके कारण जीव 
अत्यन्त संकुचित-शक्ति रहता है; परंतु यह संकुचित रूप, 
जिसका दूसरा नाम मानवता है, वास्तविक नहीं । उसका 
पारमार्थिक खरूप तो सदा अपरिच्छिन्न और सामरस्यात्मक 
असंकुचित ही है | ऐसी दशामै मानवता या भगवत्तामें क्या 
अन्तर हो सकता दै | यह ज्ञानमार्गकी दष्टिसे विवेचन है | 





हाँ, यह मानना पड़ेगा कि भन्तिमार्गमें भक्त ब्रह्म और 
चित्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ और मानवको नित्य मानकर उनका 
अन्तर बनायें रखना चाहता है; क्योक्रि वह अक्षय सेव्य-सेवक- 
भाव या प्रझु-दास-भावको ही परम पुरुषार्थ मानता है और 
उसका अन्त नहीँ चाहता । इनकी सभी इन्द्रिया भगवत्तत्त्वके 
अनुभव बिना, भगवद्दर्शन तथा भगवानके स्वरूपके रसा- 
स्वादनके बिना; अपनेको अकृतार्थ और हतभाग्य समझती 
हैं । नारदके द्वारा किये गये भक्ति-निर्वचनसे सिद्ध होता है 
कि वे भक्तिको भगवानके प्रति परम-प्रेमरूपा ही नहीं मानते; 
किंतु अमृतरूपा भी मानते हैं | उनके विचारमें भक्त केवल 
सिद्ध ही नहीं होता, किंतु अमृतरूप भी हो जाता है। 
दूसरे झब्दोमे इनकी भक्ति नित्य और अनपायिनी है । 
तात्पर्यं यह कि भगवान्‌, भक्त और भक्ति--तीनों शाश्वत तथा 
अमर हैं | तथापि अन्तिम स्थितिमें आकर भगवान्‌ और 
भक्तमे परम साम्य हो जाता है । भक्तिमार्गमे सिद्धिसोपान 
निम्नलिखित उपलब्ध होते हैं--- 
१-महात्मा, सिद्ध ओर संतोंकी सेवा | 
२-उनका अनुग्रह-सम्पात | 
३-उनके सहवास और सत्सङ्ग आदिके फलस्वरूप 
भगवदूभजनरूपी उनके धर्ममें श्रद्धा | 
४-अनवरत भगवत्कथा-श्रवण; कीर्तन आदिमे तल्लीनता। 
५-देहसे सिन्न आत्माका ज्ञान । 
&६-भगवानमें दृढ निष्ठा और भगवप्रातिके लिये प्रबल 
तथा पूर्ण प्रयास | 
७-भगवत्तत्त्वज्ञान । 
८-मभगवत्कृपासे सर्वज्ञता आदि सकलकल्याणगुणगणका 
भक्तमें भी आविर्भाव | और 
९-सायुज्य आदि चतुर्विध मोक्षमैसे किसी एककी प्राप्ति। 
इससे स्पष्ट है कि अन्ततोगत्वा भगवान्‌ और भक्त 
सर्वथा समान और समकक्ष हो जाते हैं। दोनोमे ऐसी 
अनन्यता और अन्योन्यनिष्ठा आ जाती है कि एकदूसरेके 
लिये व्याकुल रहता है । कहा जाता है कि सिद्ध भक्तके हदये 
यदि किसी बातकी इच्छा या संकल्पके अङ्करमात्रका उदय 
होता है तो उसी क्षण भगवान्‌ उसकी पूर्तिके लिये दौड़ पड़ते 
हैं । इतना ही नहीं) कभी-कभी यदि भगवानूकी इच्छाशक्ति 
प्रकृति या नियतिके विरुद्ध भी भक्तका संकल्प दो जाता है 
तो भगवान्‌ प्रकृतिको दबाकर भक्तकी इच्छाकी ही पूर्ति 
करते हैं, भक्तकी रक्षा तथा कल्याणके लिये अपनी प्रतिज्ञाओं- 








२१४ 


को भी तोड़ देते हैं । निबन्धके विस्तारके भयसे मैं शास्त्रीय 
प्रमाणों तथा उदाहरणोंको यहाँ उद्धृत नहीं करता । 
निष्कर्ष यह कि इस प्रकार भक्तिमार्गके अनुसार भी सिद्धिकी 
अन्तिम स्थितिमे मानवता और भगवत्तामें कोई अन्तर नहीं 
रह जाता | 
कर्मयोगमार्गम भी कर्ता मानव जब सिद्धिकी चरम 
सीमापर पहुँचता है, तब मानवता और भगवत्तामें कोई भेद 
नहीं रह जाता है । संसार या बन्धनकी दशामै मानव और 
मगवानमै स्पष्ट अन्तर यह पाया जाता है कि मानव कर्म- 
फलसे बद्ध और उसमें लिप्त रहता है और इसी कारण माया- 
परबश रहता है; किंतु ईश्वर विश्व-संचालनरूपी कर्म करता 
हुआ भी कर्मफलसे बद्ध और उसमें लिप्त नहीं होता और 
इसी कारण मायाके अधीन नहीं, किंतु मायाका नियामक और 
मायातीत रहता है । कर्मयोग-मार्गके निर्धारित सिद्धि-सोपानोंकी 


% मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





ति ३ ">>> 
अन्तिम सीढ़ीमें जीव कर्तृत्वाभिमान और फलामिसंघिसे रहित 
हो जानेके कारण मायाके चंगुलसे छुटकारा पा जाता है। 
उस अवस्थामै भला, मानवता और भगवत्तामें क्या 


- अन्तर ! 


अवतारकी दशामे भगवान्‌ मानवके रूपमै प्रथ्वीपर 
आकर मानव-लीला करते हैं और मुक्तिकी दशामें मानव 
ब्रह्मस्वरूप या भगवद्रूप हो जाता है । वाचस्पति मिश्रके 
अवच्छेदवादके अनुसार अविद्याका आश्रय जीव और विषय 
ईश्वर माने जाते हैं । परित्याज्य अंश आश्रयाश्रयिभाव 
और विषयविषयिभावके निकल जानेपर परिशिष्ट केवळ चेतन्य 
ही रह जाता है । अतः मानवता और भगवत्तामे कोई अन्तर 
नहीं । ओपाधिक अन्तरसे पारमार्थिक अन्तर नहीं होता | 
इस संक्षिप्त निबन्धम सभी दार्शनिक विचारों तथा दृष्टिकोणो- 
का समावेश नहीं किया जा सका | 


"णणणऐ८०४-९७६>------ 


मानवताकी आधार-शिला 


( छेखक-श्रीरामनाथजी “सुमन! ) 


पिछले दो सौ वर्षोमे जगतूर्मे जो राजनीतिक तथा 
आर्थिक क्रान्तियाँ हुई, उनके कारण विराट्‌ जन-समूहोंमे 
ब्यापक चेतना आयी; विभिन्न देशमै राजनीति एवं अर्थ- 
व्यवस्था अधिकाधिक समश्टिधर्मक होती गयी । भौतिक बैज्ञानिक 
क्रान्तिने संसारका रूप ही बदल दिया । तीवर गतिशील याता- 
यातके साधनों तथा टेलिफोन, टेलिबिज्ञन इत्यादिके कारण 
दुनिया छोटी हो गयी।जो दूर था, बहुत पास आ गया | एक- 
के विचार, आशा, आस्था, संदेह) श्रमका दूसरेपर तेजी- 
से प्रभाव पड़ा । विशव भौतिक दृष्टिसे बहुत संघटित होता 
गया । विश्व-जीवनकी परस्पर-निर्मरता दिन-दिन बढ़ती 
गयी । 

अपने सर्वोत्तम रूपमै यह वामनके विराट होनेका 
नया उदाहरण है | मानब आज अपनी जाति, सम्प्रदाय, 
धर्म एवं देशके बाहर फैल गया है। दीवारे झूट गयी हैं 
और उसके कार्यका क्षेत्र विशाळ हो गया है । बुद्धिको 
उड्नेके ल्यि अनन्त गगनका विस्तार प्रात हो गया है । एक 
देशका मानव अपनी यन्त्रणाकी घड्योमे अकेला नहीं रह गया 
हे । अपने सुख एवं सुखवर्द्धक साधर्नोकी आविष्कार- 
श्रृङ्खला उसका दूसरोके लिये खुला आमन्त्रण है। एक 
देशके विशाल जन-समूह दूसरे देशोंके जन समूहोसि अपने 


हैं। मानवताकी रक्षाके 


देशमै रहते हुए भी मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, सहयोग- 
का जीवन बिताते हैं और टकराते भी हैं | आजका व्यक्ति 
इस प्रकार अधिक समष्टिधर्मी दिखायी पड़ता है । 


परंतु इतना होते 


हुए भी संसारपर मृत्युकी 
विभीषिका छा गयी है। 


जब विश्व-जीवन विकसित होकर 
नममे उड़नेको सचेष्ट है, तब उसके चारों ओर मरणका 
अन्धकार छा गया है । बुद्विने जीवनके कड़े कर दिये हैं; 
चेतनाएँ उठ उठकर छड़खड़ाती हैं और गिर पड़ती हैं । 
ऐक्यकी सम्पूर्ण शिक्षाएँ राष्ट्रोके तीब्र आवेगोंमें बह जाती 
जी नामपर ही मानवता खण्डित की 
नामपर अकल्पनीय 
डा अकल्पनीय मारक अस््रोंका 


१ उसके ना बिदियाँ 
हें । जेते किसी जमानेमें मपर युद्धको मोच होती 


पाश्चात्य देशोमै 
युद्ध होते थे--भयानक युद्ध, वैसे म 
पर अमानवीय, राक्षसी कल्पनाएँ मानवके विस्तीर्ण मन- 
पप छा रही दै। रक ओर आशाका दीपक, मानवता- 
भावनाकी जली ओर समग्र ज्योतिका निर्वाण 
क या मम सनोवेगोका मभञ्जन । एक ओर मानवकी 
0 0000 कि निगल करनेवाले, इसे अमर 


ॐ सानवताकी आधार-शिला % 


२१५ 


roo 





बनानेकी दिशामे ले जानेवाले आविष्कारोंमे लगे मनीषियोंका 
आश्वासन दूसरी ओर सर्वनाशके अट्टहास-जेसे भौतिक पर- 
माणु-मज्जनके स्वर ! कालकी भयानक उन्माद-लीला ! यह 
एक साथ ही दो प्रकारके विषम दृश्योंस पीड़ित मान- 
बता आज किंकर्तब्यविमूढ़ चौराहेपर खड़ी है। 

एक ओर न्याय, स्वतन्त्रता, समता और बन्धुत्वके नारे 
हैं; दूसरी ओर इन्हीं गुणोंके विनाद-साधनकी तेयारियाँ 
हैं। एक ओर दुनिया मानसिक दृष्टिसे अविभाज्य बनती 
जा रही है, दूसरी ओर पहलेसे मी अधिक खण्डित है । 
सुविधाएँ, बढ़ी हैं-अंधोंके लिये स्कूल खुळ गये हैं, बहरोंके 
लिये श्रवण-यन्त्र उपलब्ध हैं; गरीबोंके लिये चिकित्सालय हैं) 
कोढ़ियोंकी चिकित्साके लिये व्यवस्था है; बूढ़े अशक्त लोगोंकी 
ओर समाजका ध्यान गया है;बच्चौंकी शिक्षाका रूप बदल गया 
है, उनका महत्त्व समझा जाने लगा है; गर्भवती स्त्रियोपर विशेष 
ध्यान दिया जा रहा है, विधवाऔँकी सहायताके लिये स्कूल 
और आश्रम खुल गये हैं; बेगारकी प्रथा उठा दी गयी हि; 
बैकारीकी समस्या भी अब उपेक्षणीय नहीं रह गयी; गुलामीकी 
प्रथा उठा दी गयी है या उठती जा रही है; अकाल, बाढ? 
भूकम्प इत्यादि प्राकृतिक आपदाओंसे लड़नेके संघटित 
साधनौंकी खोज की जा रही है; ज्ञान पुस्तकालय, समाचारपत्र) 
रेडियो आदि अगणित वेश धरकर घर-घर दोड़ रहा है; 
विनोदके साधन सुलभ किये जा रहे हैं; यात्रा पहलेसे 
सस्ती और सुविधाजनक हो गयी है; पशुओंकी नस्ल सुधारने- 
की चेष्टाएँ की जा रही हैं, उनके प्रति अत्याचार दण्डनीय 
हो गया है । इस प्रकार मानव मानवक्रे? प्राणीके अधिक 
निकट आता दीख पड़ रहा है । 

पर दूसरी ओर देखते हैं तो हर समाज) समूह या 
सम्प्रदायके अलग-अलग संघटन बन रहे हैं । वर्गचेतना- 
की वृद्धिसे मानवताके ठुकड़े-ठकड़े हो रहे हैं। प्रत्येक वर्गमे 
अपने हितकी) स्वार्थकी प्रेरणा इतनी बढ़ गयी है कि दूसरे वर्गों- 
के- समष्टिके हितकी भावनाका ही लोप हो गया है । खियाँ 
अपने सम्पूर्ण कष्टोंके लिये पुरुष-वर्गको कोसती हैं; मजदूर 
मालिक-वर्गको गालियाँ देते है, मालिक-वर्ग मजदूरोंका शोषण 
करके उनसे अधिकाधिक लाम उठाना चाहता है; विद्यार्थी अपने 
वर्गकी इकाइयोंद्वारा की गयी चुटियोंका भी समष्टिरूपमै 
समर्थन करता है, अध्यापकवर्ग अनुशासनहीनताकी जिम्मे- 
दारी विद्यार्थियौपर डाल देता है । वर्ग-भावना आगे और 
विभाजित हो जाती, एक खण्डको और संकुचित कर देती 





है। यह है दफ्तरका बाबू, यह है रेल्वेका मजदूर, यह है 
खानका श्रमिक | सब अलग-अलग, अपने हितोंकी सीमामें 
आबद्ध । उसे मिले, दूसरोंको मिले-न-मिले । वह जिम्मे- 
दार है! हर पेशेके अलग संघटन हैं । यही राष्ट्रकै मानस- 
में प्रतिबिम्बित होते हैं । राष्ट्र-राष्ट्र, देश-देशके बीच प्रति- 
वन्द्रिता है । गुलामीके विरुद्ध आवाज उठानेवाले राष्ट्र 
दुसरे देशों एवं जातियोंको अपने बन्धनर्मे रखनेके ल्यि असत्य 
प्रचार तथा विज्ञानकी सहायता लेते हैं । अमेरिका, दक्षिण 
अफ्रीका इत्यादि देशोमै अश्वेत जातियोंके विरुद्ध भयंकर 
वर्ण-द्रे तथा प्रतिहिंसाकी भावना है । राष्ट्रोके बीच अस्पष्टता, 
संदेह, अविश्वास, प्रतियोगिता और धमकीका बोलबाला 
है; राष्ट्रोके वैदेशिक विभाग मेत्रो-वद्धनके यन्त्रकी जगह षड 
यन्त्रोंके अडडे बन गये हैं । जीवनकी स्वच्छता तथा आयुको 
बढ़ानेके लिये एक ओर जहाँ इतने प्रयत्न हो रहे हैं, वहाँ 
समूहों) वर्गों एवं राष्ट्रौके पारस्परिक संघर्षके कारण बही 
जीवन पग-पगपर खतरोंसे भर गया है । मानव-जीवनका 
मूल्य घट गया है । व्यक्तिकी वास्तविक स्वतन्त्रताका, स्वतन्त्र 
चिन्तन एवं तदनुसार कार्य करनेकी प्रेरणा तथा शक्तिका 
लोप हो गया है । सामूहिक जीवन पाखण्डसे पूर्ण हो गया 
है । प्रत्येक वर्ग और समूह सुविधा और लाम तो अधिक- 
से-अधिक चाहता है; पर ईमानदारीके साथ उसका मूल्य 
चुकानेको तैयार नहीं--अधिकार अधिक और जिम्मेदारियाँ 
कम चाहता है । व्यक्तिगत जीवन तथा सदाचारमें जो बातें 
हेय हैं, उन्हींका वर्गगत जीवनम बोलबाला है--वही लट, 
बही हत्या, जो व्यक्तिगत जीवनमै घृणित है; वर्गगत भावनाओं 
के उद्रेकमें समर्थनीय हो जाती है। 

हमारे सामने यह कैसा परस्परविरोधी दृश्य है | मानव- 
जीवनका एक पक्ष स्वस्थ; सुखद सजनता एबं सहानुभूतिसे 
भरा है और उसीका दूसरा पक्ष भद्दा, घुणापूर्ण, दुःख तथा 
अन्धकारसे आच्छन्न है । 

इस वैषम्यसे मानवता किंकर्तव्यःविमूढ़ है । कदाचित्‌ 
ऐसी ही अवस्था रही होगी जब वैदिक ऋषिकी बाणी हृदय- 
से उठी और कण्ठसे फूटी होगी-- 


न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूव। 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुवृप उक्थशासश्चरन्ति ॥ 
( ऋ० १०। ८२ । ७; यजु० १७। २१) 


मतयो | तुस डे नहीं जानते जिने इन_ 





२१६ 


के: मानव वही जो खाथे सज होता पथिक परमार्थका # 





सबको बनाया है । तुम अन्य प्रकारके हो गये हो और तुममें 
उससे बहुत अन्तर पड़ गया है | अज्ञानकी नीहारिका तथा 
अनृत एवं निरर्थक शब्द-जालसे ढके हुए मनुष्य प्राणतृसि- 
के कार्यौमै लगकर या आङम्प्रयुक्त और बहुभाषी होकर 
मटकते हैं ।" 
इसमें विवशताकी अनुभूतिसे विगलित वाणी ही नहीं 
है । मानवकी इस अवस्थाके मूल कारणकी ओर सूक्ष्म 
संकेत भी है । 
सब कुछ याद रखकर हम आज भूल-से गये हैं कि 
समस्त मानवता; क्या समस्त प्राणि-जगत्‌का, क्या समस्त 
चराचर विश्वका जीवन-बिन्दु एक ही खोतसे निस्खुत है । एक 
ही जीवन-पुज्ञ शतधा, सहस्रधा, लक्षधा, कोटि-कोटिधा विभक्त 
होकर हममें फेल गया है । इसलिये हम सबमें उस जीवनके 
आदिखोतको समझने एवं पानेकी प्रच्छन्न स्प्रहा है । हम 
सब एकसे ही अनेक हुए हैं, एकके ही अनेक अंश हैं । 
इम अनेकमे वही एक दै । हममे उसीकी ज्योति है, उसीके 
प्राण हैं, उसीकी जीवन-धारा दै । इस मूल सत्यके कारण 
ही समस्त मानवता एक है, समस्त प्राणि-जगत्‌ एक है; 
समस्त जगत्‌ एक है । मानवताके मूलाधारकी यह जीवन्त 
अनुभूति जबतक न होगी, तबतक बौद्धिक संग्रथनके बलपर 
ऐक्यकी साधना हुराशामात्र है | जब उस मूल सजीव- 
स्रोतमै विश्वास दोगा) आस्था दृढ़ होगी, जिससे हम सबकी 
स्थिति है, तभी मानवके हृदयम मानवके प्रति, बल्कि जीव- 
मात्रके प्रति प्यारका सोता फूटेगा | केवल बुद्धि एवं तर्कके 
धरातळपर मानवताके निर्माणका प्रयत्न इसील्यि आज 
असफल दो रहा है । इसमें व्यक्तिका, समाजका, राष्ट्रका अहम्‌ 
केवळ भौतिक तलपर भटक रहा है । स्वभावतः भ्रासक्ति, 
होड; संत्रे दै । 
सम्पूर्ण जीवन जिससे निकला दे, सम्पूर्ण ज्ञान जिसमे 
आश्रित है; मानवकी सम्पूण क्रियाइँ जिसे लेकर हैं; उसीको 
जानना होगा । उसीके प्रतिं आत्मार्पण करना होगा । सब 
जानकर भी जो उस अक्षरको, अविनाशीको नहीं जानता, 
बह उद्वेग एवं अशान्तिसे केसे त्राण पा सकता है । प्रका- 
रान्तरसे यही वात ऋषि कहते हैं-- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌, यस्मिन्देवा अघि च्रिइचे निषेदुः। 
यस्तन्न वेद किम्टचा करिप्यति, य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे 


समासते ॥ ठ 
( अक? र १६४ । सको अथव० ९] १०] १८ ) 





है । मस्तिष्क बढ़ गया है, 


">>> व व्व्व्ववव्न्न्न्न्न्न्व्व्व्व्व्व्व् 

ऋचाएँ उसी अक्षर अविनाशी परम व्योममै 
आश्रित हैं, जिसमें सब-केसव देव ठहरे हुए हैं | इसलिये 
जो मनुष्य उस अक्षरको नहीं जानता, वह ऋचाएँ, वेद- 
मन्त्रादि पढ़कर क्या करेगा ! और जो उसे जानते हैं, बे 
ही समासीन--स्वस्थ, आत्मानन्दमें स्थित होते हैं ।? 


इस एक ही अक्षर खोतसे निर्मित होनेकी चेतना जब- 
तक न आयेगी, जबतक हममें यह भावना अंदरसे न उभरेगी, 
यह अनुभूति हमारी समस्त चेतनापर न छा जायगी 
कि हमें प्राणिमात्रमै बन्धुताकी खोज करनी नहीं है, वरं हम 
सचमुच बन्धु हैं ही--एक ही जननखोतसे उत्पन्न होनेके 
कारण; एक ही शक्तिके अधिष्ठानके कारण, तबतक ऊपरसे 
बुद्धिद्वारा थोपी हुई, स्वार्थौके कारण आरोपित, तकॉसे 
समाहृत मानवताको भावना, मानवमात्रके प्रति ऐक्र्यकी भावना 
टिक न पायेगी । 


अभयं मित्रादभयममित्रात--मित्रसे भय न हो, अमित्र- 
से भय न हो । भय मरणका चिह्न है, वह भेदका चिह है, 
वह विश्रङ्कला एवं विखण्डनका चिह्न है, वह नश्वर ग्रवृत्तियोंके 
प्राबल्यका चिह्न है। आज संसारपर भय छा गया है; क्योंकि 
हम स्वभूतोंमे अभेदका अनुभव न करके अपने क्षुद्र 'खः- 
में संकुचित, लिप्त हो गये हैं। जबतक हम अनुमव न 
करेंगे कि दूसरोंका हित और हमारा हित एक ही है-- 
दूसरे ई ही नहीं और भेद तथा भयमें हम अपना ही 
विरोध, अपना ही खण्डन कर रहे हैं, तबतक कुछ न होगा | 
किससे होड, किसके प्रति हिंसा, किसके प्रति भय, जब सब 
एक ही है ! 


आज मानवताकी जययात्रामै अवरोध यही है। हमारी 

सभ्यता तक और बुद्धिसे ही समस्याएँ हल करना चाहती 
पर्‌ हदय सूखकर संकुचित 

हो गया है और मनोवेगोंका सोत ळा लम 
इसलिये बौद्धिक चेतनाके साथ जबतक हृदयकी वास्तविक 
अनुभूतिका संगम नहीं होता, जबतक मानवके हृदयमें 
मानवके प्रति वास्तविक अभेद-ज्ञानका रस नहीं फूटता, जब- 
तक विरहसे प्राण नहीं छटपटाते; जवतक वाणीमें, हृदयमें 
विरहका, आत्मार्पणका, अभेदत्वके स्पर्राका स्वर नही फूटता; 
तबतक मानवता ऐसे रिक्त गगनमै खड़ी है; जिसके नीचे 
कोई आधार नही है | 


> 


4 


a 


= 


# मानवता-धमे # 


oo 
मानवता-धर्म 


( लेखक--श्रीअनिळवरण राय ) 


वर्तमान युगकी आवश्यकता धर्म नहीं, ईश्वर-सिद्धि है । 
धर्म उस लक्ष्यमें सहायक हो सकता है, उसके लिये प्रथम 
तैयारीके रूपमें ग्रहण किया जा सकता है; किंतु जिस रूपमै 
बिश्वमै उसपर आचरण हो रहा है, उस रूपमै वह इस 
प्रयोजनकी बिल्कुल पूर्ति नहीं कर पा रहा है--अधिकरांशतः 
वह निर्जीव परम्पराऔं, मतवादों तथा कडरताओंका पुञ्ज 
बनकर रह गया है, जो हमें मार्गपर अग्रसर करनेमै असमर्थ 
है; प्रायः वह ऐसे मूढ़ विश्वासोमे परिवर्तित हो जाता है, जो 
मानवताके लिये अत्यन्त हानिकर होते हैं | समय आ गया है कि 
विकृत धर्मकी इस खाईसे मनुष्यौंको निकालकर उन्हें सचे धर्म-- 
आध्यात्मिकता वा योगके सत्पथपर अग्रसर किया जाय । 


संसारके समस्त वर्तमान धर्म एक ऐसे युगके हैं, जो आज 
समाप्त हो चुका हे; फिर विभिन्न देशों एवं स्थितियोंमें वे पनपे 
ओर उनके आन्तरिक अर्थ तथा महत्त्वको लोग भूल चुके 
भारतीय संस्कृतिके विकासकी एक अवस्थामें मन्दिर-पूजाका 
आयोजन किया गया था । मन्दिरकी मूर्ति एक प्रतीक थी; 
वह प्रस्तरकी वाणी थी, जो इस आध्यात्मिक सत्यको व्यक्त 
करती थी कि मन्दिरकी मूर्तिकी भाँति ही ईश्वर प्रत्येक व्यक्तिके 
हृदयमें आसीन है और जिस प्रकार हम मन्दिरमे मूर्तिको 
प्रत्यक्ष देखते हैं, वेसे ही ईश्वरकी खोज हृदयरमे करके उसे 
वहाँ प्रत्यक्ष देखना चाहिये | आज लोग उस प्रतीकवादको 
सर्वथा भूल गये हैं; वे प्रसर-मूर्तिको ही ईश्वर मानते हैं और 
उससे अपनी प्रार्थनाओंकी पूर्तिकी आशा करते हैं | चूँकि 
लोग मन्दिरोमें प्रायः अपवित्र इच्छाएँ एवं वासनाएँ लेकर 
जाते हैं, इसलिये वहाँ ईश्वरकी उपस्थिति सम्भव नहीं है | 


जैसे धर्म अब मनुष्यकी सहायता नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार सदाचरण भी उसकी सहायतामे असमर्थ है । 
घर्मकी निष्फलताके साथ सदाचारकी शक्ति या प्रमाणका भी 
लोप हो गया और आधुनिक मनुष्य नवीन प्रमाणोंकी खोजमें 
व्यस्त है; पर यह व्यर्थ है | उच्च-सेउच्च वगोमे भी भ्रष्टता 
फैल गयी है और कोई नैतिक नियमोंकी परवा नहीं करता । 
फिर बारंबार इन नियमोको दोहरानेसे क्या होगा कि-- 
“मिथ्या न बोलो, चोरी न करो; व्यभिचार न करो, हिंसा न 
करो |? मानव-जाति हजारों वर्षोंसे इन शब्दोंको सुनती 


मा० अ० २८--- 


आयी है और आज उसकी स्थितिको देखिये | श्रीअरविन्द 

कहते हँ--“मनुष्य एवं पदार्थाकी प्रकृति ही इस समय 
विषम हो गयी है-सामञ्जस्यका लोप हो गया है । मानवके 
सम्पूर्ण हृदय; कर्म और मनको बदलना होगा; पर यह 
अंदरसे करना होगा, बाहरसे नहीं | राजनीति एवं सामाजिक 
संस्थाओंद्वारा नहीं) मतों एवं दर्शन-प्रणाल्योंद्वारा भी नहीं 
वरं अपने तथा जगतूके अंदर ईश्वरानुभव, ईश्वर-सिद्धिके 
द्वारा और इस प्रकार जीवनको पुनः ढालकर | यह केवल 
पूर्ण योगके द्वारा ही सम्भव है--योग जो किसी प्रयोजन- 
विशेष, लक्ष्यविशेषके प्रति समर्पित नहीं है, फिर चाहे वह 
प्रयोजन वा लक्ष्य मुक्ति या आनन्द ही क्यों न हो वरं अपने 
एवं दूसरोके अंदर दिव्य मानवता, ईश्वरीय मानवताकी 
सिद्धिके लिये समर्पित है |? 


किंतु सामान्य जन सहसा योग वा आन्तरिक 
अभ्यासमै प्रवेश नहीं कर सकते; उन्हें कुछ बाह्य रूप, कुछ 
प्रतीक देने ही पड़ेंगे। जिससे उनके आन्तरिक प्रयत्नको 
शक्ति मिलती रहे । यदि पुरानी प्रतिमाएँ दुर्बल हो गयी हैं 
तो हमें आधुनिक युग एवं आवश्यक्रताओंके अधिक उपयुक्त 
नवीन रूपोंका निर्माण करना होगा । आचार्य विनोबा भावे 
बताते हैं कि रामकी उपासनासे लोग निष्क्रिय एवं 
तामसिक हो रहे हैं; इसलिये हनुमान्‌की उपासनाका प्रसार 
होना चाहिये; क्योंकि हनुमान्‌ गति, शक्ति तथा शाश्वत 
अर्चाके मूर्त रूप हैं | हम नहीं जानते कि यह बात विनोदे 
कही गयी है या गम्भीरतापूर्वक; क्योंकि यदि मानवको उच्च 
स्तरतक पहुँचना है तो अपनी उपासनाके लिये उसे गौओं 
और कपियोंको देवोके स्थानापन्न न बनाना चाहिये । परंतु 
इसमें इतना सत्य अवश्य है कि उपासनाके वर्तमान रुपाँको 
बदलना और उन्हें अधिक गत्यात्मक और प्रभावशाली बनाना 
है । श्रीअरविन्द कहते है--“मृत बस्तुओंक्रे प्रेत बढ़े कष्ट 
कारक होते हैं और आज उनका बाहुल्य है मृत धर्मों 
मृत कलाओं) मृत नीतियों, मृत राजनीतिक सिंद्धान्तोंके 
प्रेत जो अपने विनष्ट शरीरांको बनाये रखने अथवा 
पदार्थौके वर्तमान गठनोमे आंशिक रूपसे जीवन फूकनेका 
दावा करते हैं |? अठारहबीं शताब्दीके यूरोपीय बुद्धिवादी 





२१८ 











विचारकोने पौरोहित्यप्रधान ईसाई-धर्मके बाह्याचारप्रधान 
अध्यात्मवादके स्थानपर मानवताके धर्मकी स्थापना की । 


(आधारभूत धारणा यह है कि मानव-जाति ही वह 
ईश्वर है, जिसकी उपासना एवं सेवा मनुप्यको करनी है और 
मानव-प्राणी तथा मानव-जीवनका सम्मान, सेवा तथा प्रगति 
ही मानव आत्माका मुख्य कर्तव्य तथा मुख्य ध्येय है | युद्ध, 
प्राणदण्ड, मानव-जीवनका नादा, सब प्रकारकी निर्दयता,--- 
फिर चाहे वह व्यक्ति, राज्य अथवा समाज, किसीके द्वारा की 
जाय)--न केवल शारीरिक बल्कि नैतिक निर्दयता भी-- 

किसी भी कारण या किसी भी स्वा्थके लिये मानव-प्राणी 
वा मानव-प्राणियोंके किसी वर्गकी अवमानना, मनुष्यद्वारा 
मनुप्यका, वर्गद्वारा वर्गका, राष्ट्रद्वारा राष्ट्रका शोषण 
तथा इसी प्रकारक्री जीवनकी अन्य रूढियाँ तथा सामाजिक 
संस्थाएँ, जिन्हें धर्म तथा नीति किसी समय सहन 
अथवा कार्यरूपमें समर्थित भी करती थीं) मानवता-धमंके 
विरुद्ध ऐसे अपराध हैं जो उसकी नैतिक भावनाके लिये 
घुणित हैं और उसके मुख्य सिद्धान्तौद्वारा निषिद्ध हैं, जिनके 
विरुद्ध सदा लड़ाई जारी रहनी चाहिये तथा जिन्हें किसी भी 
रूप या अंशमें सहन न किया जाना चाहिये |? 
इस मानव-धर्मने किंतना गहरा प्रभाव डाला और कितना 
उपयोगी कार्य किया) यह देखनेके लिये एक या दो शताब्दी 
पूर्वक मानव-जीवनश विचार एबं भावनाके साथ प्राक-युद्ध- 
कालके मानव-जीवनश विचार एवं भावनाकी तुलना करना 
मात्र पर्याप्त है । उसने ऐसे अनेक काम कर दिखाये, 
जिन्हें प्राचीन धर्म प्रभावपूर्ण रीतिसे करनेमें असफल 
रहा था । फिर भी मनोकल्पित यह धर्म अपने प्रयोजनकी 
सिद्धिमें असफल ही रहा, जेसा कि समस्त मानवीय 
कष्टोसे युक्त दो विश्वयुद्धों तथा हाइड्रोजन-वमके वर्तमान 
युगसे प्रत्यक्ष है । वह असफल इसलिये हुआ कि उसने 
ईश्वरको निरर्थक समझकर एकदम त्याग ही दिया और जैसा 
कि हमने आरम्भमें बताया दै, केवल ईश्वरानुभूतिके द्वारा तथा 
तदनुकूल जीवन तथा कर्मको ढालकर ही मानव-जीवनकी 
बुराइयोपर विजय प्राप्त की जा सकती है तथा मानव-जातिके 
लिये एक अधिक अच्छे तथा सुखी जीवनकी अवतारणा की 
जा सकती दै । इसके ल्यि हमें मनुष्योकी नहीं; पर मनुष्यमें 
ईश्वरकी उपासना करनी होगी । प्रस्तर-मूर्तियोंकी 
जगह हमें स्वर्यं ईश्वरके प्रतिबिम्ब तथा अवतारके 
रूपमें मामवकी पूजा एबं सेवा करनी होगी । और वेदों तथा 


*# मानव वही जो स्वाथे तज होता पथिक परमार्थका # 
स््य््न्स्न्न््स््स्स््स्स्स्स्स््स््न्क्क्स्स्स्स््क्स्स्स्क्स्््क्त्क्क्क्क्क््् स्स्स 





उपनिषदोकी उच्चतम शिक्षाओके अनुसार मनुष्य ईश्वर तो है 
ही । यह सत्य वस्तुतः विश्वके सभी महान्‌ धर्मोके मूलमै पाया 
जाता है । हमारे युगमै स्वामी विवेकानन्दने सबसे पहले मानवता- 
धर्मको आध्यात्मिक आधारपर प्रतिष्ठित किया । आधुनिक 
मानवक्के प्रति उनके स्फूर्तिवर्धक शब्द हैं---“अपनी मुक्तिकी 
सम्पूर्ण इच्छा मुझमें मिट गयी है । मैं बारबार पैदा होड 
तथा सहस्रसह्न व्यथा-वेदना सहन करूँ ताकि मैं एक ही 
ईश्वरकी उपासना कर सकूँ,--एक ही ईश्वरकी, जिसका अस्तित्व 
है, एक ही ईश्वरकी जिसमें मैं विश्वास रखता हूँ, जो सम्पूर्ण 
आत्माओंका ससष्टिरूप है । ओर सर्बोपरि मेरा ईश्वर है दुरात्मा- 
जन; वह मेरा ईश्वर है दुखी प्राणी, वह मेरा ईश्वर है सम्पूर्ण 
मानव-जातियोंके सभी योनिंयोंके दीनजन) जो मेरी पूजाके विशेष 
पात्र हैं-वह जो एक साथ उच्च और नीच है) जो संत और पापी 
है, देव एवं कीट है | उसकी पूजा करो--उसकी जो ह्य; ज्ञेय) 
वास्तविक, विश्वव्यापी है; अन्य सब मूर्तियांको हटा दो | 
उमभे न अतीत जीवन है न भावी जन्म है, न मृत्यु हैन 
आवागमन है; जिसमें हम सदा रहे हैं और सदा रहेंगे । 
उसे पूजो | 

यह केवळ मानवप्रेम या मानवतावादका उपदेश नहीं 
है; यह एक नवीन प्रेरणाप्रद और जीवित रूपमै धर्म एवं 
आध्यात्मिकताका ही प्राचीन तथ्य है। लोग नैतिक व्यवस्थाकी 
पुनः स्थापनाके लिये पुकार कर रहे हैं मानो केवळ उसीपर 
सामाजिक व्यवस्था निर्भर है । पुरानी व्यवस्था भूमिसात्‌ हो 
गयी; क्योंकि वह अपने आपाततः भद्र रूपके अन्तरात्मामें 
बहुत-सी अनैतिकताओंको छिपाये हुए थी | हम भारतकी 
परम्परागत महत्ताकी बात करते हैं, पर क्या अस्थृश्यता और 
जातिःपॉतिका भूत उसी महत्ताके अङ्ग नहीं हैं ? इन सबको 
हटा दो और सच्चे ईश्वरकी खोज करो, जो सम्पूर्ण प्राणियोँके 
ृदयमें विराजमान है | जबतक यह नहीं किया जाता, मनुष्य 
उस अहंकारसे मुक्त नहीं हो सकता, जो समस्त धर्मों एवं 
मानवीय प्रयत्नोकी निष्फलताका मूल कारण रहा है । इस 
अहकारसे प्रभावित होकर हम अपनेको अन्य सब प्रागियांसे 
भिन्न और अलग मान लेते हैं तथा दूसरोंके हितकी हानि करके 
अपना विस्तार करने एबं अपने हितक्रे लिये दसरोको शोषित 
और विजित करनेका औचित्य मानने लगते हैं | यह बात 
य य सम्पदायों एवं जातियों--सबपर लागू है 

गरण संसारमें संघर्ष और दुःख बना हुआ है । 
इसकी दवा यह अनुभव करना है कि निस अहंकारके 


a 


ॐ मानवता-धमं % २१९ 














कारण हम दूसरोंसे अपनेको भिन्न एवं अलग मानते हैं, वह 
हमारा वास्तविक रूप, हमारा आत्मा नहीं है; अपने यथार्थरूपमै 
हम ईश्वर तथा समस्त प्राणियोंसे अभिन्न हैं । केवल इसी 
आध्यात्मिक अनुभूतिके आधारपर सामञ्जस्य) दान्ति) प्रेम एवं 
आनन्दसे पूर्ण एक नयी सामाजिक विश्ववव्यवस्था स्थापित की 
जा सकती है | मानवता-धर्मकी योजना इस प्रकार करनी होगी कि 
वह हमें सीधे आत्मसाक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कारतक पहुँचा 
सके | श्रीअरविन्दने इसे ही स्पष्ट किया है | अपने महान्‌ ग्रन्थ 
‘The Ideal of Human Unity’ ( मानव-ऐक्यका 
आदर्श ) के अन्तिम अध्यायमें वे कहते हैं---'मानवताका 
आध्यात्मिक धर्म ही भविष्यकी आशा है | इसका अर्थ वह नहीं 
है, जिसे सामान्यतः सार्वदेहिक धर्म, एक पद्धति, एक मतवाद 
एवं बौद्धिक विश्वास तथा सिद्धान्त और बाह्य आचार समझा 
जाता है | उक्त साधनोंसे मानव-जाति ऐक्यके लिये प्रयत्न कर 
चुकी है वह असफल हुई और उसे असफल होना ही चाहिये 
था; क्योंकि मानसिक विश्वास एवं जीवित रूपमै कोई सार्वदेशिक 
धर्म-प्रणाली नहीं हो सकती | अवश्य ही आन्तरिक भावना 


एक है; परंतु अन्य क्षेत्रोंकी अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन अपनी 


आत्माभिव्यक्ति और आत्मविकासके साधनाँकी विविधता एबं 
स्वतन्त्रतापर कहीं अधिक बळ देता है । मानबता-धर्मका तात्पर्य 
ही इस सत्यका अधिकाधिक अनुभव करना है कि एक गुप्त आत्मा 
एक देवी सत्ता है, जिसके अंदर हम सब एक हैं और 
मानवता धरतीपर उसका सर्वोच्च आधार दै तथा मानव-जाति 
एवं मानव-प्राणी ही वे साधन हैं, जिनके द्वारा वह इस 
जगतूमें अपनेको क्रमशः अभिव्यक्त करेगी । इसका अर्थ इस 
ज्ञानके अनुसार अपने जीवनको ढालना और परमात्माके 
राज्यको पृश्वीपर लानेका अधिकाधिक प्रयत्न करना है । 
हमारे अन्तरम इसके विकाससे अपने सजातीय प्राणियोंके प्रति 
ऐक्य वा अभिन्नताकी भावना हमारे सम्पूर्ण जीवनका प्रधान 
सिद्धान्त बन जायगी- केवल सहयोगका सिद्धान्त नहीं वरं 
एक गहनतर भ्रातृत्व, ऐक्य एवं समत्वकी तथा व्यापक जीवनकी 
एक वास्तबिक एबं आन्तरिक भावना । व्यक्तिको यह अनुभव 
करना ही चाहिये कि केवळ अपने साथी मानवोंके जीवनमै ही 
उसके जीवनकी पूर्णता है | दूसरी ओर मानव-जातिको अनुभव 
करना होगा कि व्यक्तिके स्वतन्त्र एवं पूर्ण जीवनमै ही 
उसकी पूर्णता तथा स्थायी सुखकी स्थापना की जा 
सकती है । इस धर्मके अनुसार संयमःनियम तथा 
मुक्तिका एक मार्ग मी होना ही चाहिये | तार्य यह कि 
एक ऐसी पद्धति होनी चाहिये, जिसके द्वारा प्रत्येक 
मनुष्य अपने अंदर इसे विकसित कर सके “ओर 


अन्ततोगत्वा वह जातिके जीवनमै भी विकसित हो सके ।? 

इस ऐक्यकी बुद्धिगत धारणा, यहाँतक कि दार्शनिक 
धारणा भी पर्याप्त नहीं है । एक मानसिक एवं आध्यात्मिक 
साधक-प्रणाली भी इसके साथ होनी चाहिये । इसीको भारते 


~ 


योग कहा जाता है, जिसके द्वारा इस आध्यात्मिक सत्यका 
प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है कि प्रत्येक प्राणीमें ईश्वर 
है ओर सब प्राणी ईश्वरमें स्थित हैं और सभी ईश्वर हैं | केवळ 
उपकारके कार्य या दीनोंको भूमि एबं सम्पत्तिका दान करने- 
से यह सत्यानुभूति नहीं आयेगी, न आवश्यक हृदय-परिवर्तन 
होगा; इनसे तो सम्भव है उलटे हमारे अन्तरके क्षुद्र अहंकार- 
की बृद्धि हो और हम ईश्वर-साक्षात्कारसे और दूर भटक 
जा सकते हैं | ये सब कार्य ईश्‍वरकी उपासना और त्याग- 
की सच्ची भावनासे युक्त होने चाहिये, अर्थात्‌ उस कर्मयोग- 
के रूपमै, जिसकी शिक्षा गीतासे अच्छे रूपमै अन्यत्र नहीं 
मिल सकती । भगवान्‌ गीतामे कहते हैं-- 

यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व सदर्पणम्‌ ॥ 

“हे कोन्तेय ! तुम जो कुछ करो, जो कुछ खाओ, 
जो कुछ हवन करो' जो भी दो) जो मी तप करो-- 
सब मुझे अर्पण कर दो ।? यदि हमारे सार्वजनिक कौडुम्बिक 
जीवनके विविध क्षेत्रोम काम करनेवाले सन्री-पुरुष-सारे शिक्षक, 
राजकीय और सैनिक विभागोंके कर्मचारी, सभी ब्यापारी तथा 
कारखाना) खानों तथा खेतोमे काम करनेवाले श्रमिक अपना- 
अपना काम रुपया कमाने या किसी संकुचित स्तार्थकी पूर्ति 
की भावनासे न करें बरं सर्वत्र ओर सब प्राणियोमें अवस्थित 
ईश्वरकी उपासनाके रूपमे करें तो सम्पूर्ण अतावरण बदल 
जायगा ओर सम्पूर्ण भ्रष्टाचार उसी प्रकार तिरोहित हो 
जायगा, जैसे प्रकाशाके सम्मुख अन्धकार विलुप्त हो जाता है 
तथा सम्पूर्ण राष्ट्र ईश्वरीय चेतनाकी ओर तेजीसे आगे बढ़ 
जायगा जिससे इस धरतीपर एक दैवी मानवताकी सुष्टि 
होगी । इसलिये गीताको मानवताके आध्यात्मिक धर्म- 
शास्रके रूपमे ग्रहण करना चाहिये | “आध्यात्मिक अभिन्नता 
एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अभिन्नता उत्पन्न करेगी, जो किसी 
बोद्धिक वा बाह्य सारूप्यपर आश्रित नहीँ होगी और बलात्‌ 
जीवनकी उस अभिम्नताको छायेगी, जो ऐक्यके बाह्य 
साधनोंसे सम्बद्ध न होगी बल्कि एक मुक्त आन्तरिक सुजन 
तथा एक स्वतन्त्र विविध बाह्य आत्माभिव्यक्तिसे अपने 
सुरक्षित ऐक्यको समृद्ध करनेक्रे लिये सदा प्रस्तुत रहेगी । यह 
एक उच्चतर मानव-जीवनकी आधारशिला होगी |? * 


— so 


२२० 


* मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका * 


Mime = == 


मानयताका धर्म 


( लेखक--पं० श्रीगन्नाशइरजी मिश्र एम्‌० ए० ) 


“मानवधर्म? शब्दसे तो हम परिचित हैं, पर इधर दो- 
तीन सौ वर्षोसे एक धमानबताका धर्म? ( २७1८101 ०६ 
Huma7।६5 ) भी प्रचलित है। इसका सूत्रपात ईसासे सैकड़ों 
वर्ष पूर्व प्राचीन यूनानी दार्शनिकोर्मे ही हो चुका था । इसके 
अनुसार मानव-अनुभूतिका विवेचन ही समस्त दर्शनोंका लक्ष्य 
है। बौद्धिक जगतका केन्द्र मनुष्य ही है । यूनानी दार्शनिक 
पीथागोरसका कहना है कि “समस्त वस्तुओँका मापदण्ड मनुप्य 

ही है |? यह विचारधारा “मानववाद” ( म ७१३1४7: ) के 
नामसे प्रसिद्ध हुई और इसे “कोरी कल्पनाऔंके विरुद्ध मानवी- 
विद्रोह! बतलाया गया । इस सम्बन्धर्म कितने ही विद्वान्‌ 
समय-समयपर अपने मत प्रकट करते रहे | फ्रांसमें राजक्रान्ति- 
के कुछ ही दिनों पूर्व जो विचारधारा चली, उसमें “मानवता? 
पर अधिक जोर दिया जाने लगा । वाल्टेयरका. कहना था 
कि “बिना मानवताक्रे, जिसमें सभी सद्गुण आ जाते हैं, 
“दार्शनिक? नामका कुछ अर्थ ही नहीं ।? प्रसिद्ध फ्रांसीसी 
दार्शनिक आगस्त कोन्तने, जिसकी मृत्यु १८५६ में हुई; इसे 
“धर्म? का रूप दे दिया । 
अपने “Positive Philosophy’ और ‘Positive 
20116 नामक अन्थोमि उसने इस “मानवताके धर्म” का पूर्ण- 
रूपसे विवेचन किया | वह लिखता है कि 'सृष्टिका मूलत्व खोजते 
रहनेसे कुछ लाम नहीं; वह तौ अगम्य है, उसे समझ लेना 
कभी भी सम्भब नहीं । इसलिये उसकी कल्पित नींवंपर किसी 
शास्त्रकी इमारत खडा करना भूल है |? इतिहासकै अध्ययनसे 
उसे मानवेःविकासकी तीन अवस्थांएँ या विचारकी तीन 
सीढ़ियाँ दृष्टिगोचर हुई । वह लिखता है कि “असभ्य तथा 
जंगली मनुष्यने पहले-पहल जब पेड़, बादल ज्वालामुखी 
पवत आदि देखे तब उसने अपने भोलेपनमै इन सबको 
देवता ही मान लिया ।? कोन्त इसे “The0l01c2]’ बिचार 
कहता है । वादमें मनुष्यको इस कल्पनासे संतोष न हुआ 
और वह समझने लगा कि इन सब पदार्थ में कोई-न-कोई अव्यक्त 
तत्त्व है । कोन्त इसे “९६३१।५४०३।१ विचार कहता दद 
और इसे मानवीय शानकी दूसरी सीढ़ी मानता है । परतु जब 
सष्टिका विचार इस रीतिसे भी करनेपर प्रत्यक्ष उपयोगी ज्ञान- 
की कुछ बुद्धि ने हो सकी, तब अन्तमे मनुष्य पदार्थाके ह्य 
गुण-धर्मोका ही चिन्तन करने छगा । इससे उसने रेल तार- 


सरीखे कितने ही मानवोपयोगी साधन हूँढ निकाले और 
उनके द्वारा बाह्य सष्टिपर अपना प्रभाव जमा ल्या । इसे 


कोन्तने ?०5/६।४८१ विचार बतलाया है। उसके मतानुसार - 


विषयके विवेचनके लिये इससे बढ़कर कोई दूसरी पद्धति नहीं | 
इसी दृष्टिसे उसने समाजका अध्ययन करके 'समाजशास्र' | 
( 50001089 ) की रचना की और वह इस निर्णयपर पहुँचा 
कि समस्त मानव-जातिपर प्रेम रखकर उसके कल्याणके लि 
सदैव प्रयत्न करना ही मनुष्यका परम धर्म है | 
कोन्तको इतनेसे ही संतोष न हुआ, उसने ईश्वरे 
सिंहासनपर “मानवता? को विठला दिया और ईश्वरीय उपासना- 
व्यवस्थाके सहश ही 'मानवता-उपासना-पद्धतिः भी बना 
डाली | इस उपासनाके लिये नये प्रकारके गिरजाघर, नये ढंग- 
की सामूहिक प्रार्थना और नये विचारवाले पादरियोंक्ी व्यवस्था 
की गयी । कोन्तके मतानुसार “मानवता? एक सजीव सनातन 
शक्ति है; जैसे मनुष्यका शरीर असंख्य परमाणुआँसे बना 
हुआ दै, वैसे ही “मानवता? भी आदिकालसे लेकर अबतक 
मनुध्योके कार्योके प्रभाव तथा उनके विचारोंका मिश्रित परिणाम 
है । “धर्म और दर्शन? उसी उन्नति या विकासके इतिहास 
हैं । वह लिखता है कि जब हमारी समझमै यह आ जायगा 
और उसपर हमारा विश्वास हो जायगा, तव हमारा ज्ञान उस 
मानवताको जाननेके लिये, हमारा प्रेम उसके प्रति स्नेह करनेके 
लिये और हमारे समस्त कार्य उसकी सेवाके लिये होंगे। परंतु इस 
निराकार मानवताका मान होना साधारण व्यक्तिके लिये सम्भव 
नहीं) इसलिये साकार मनुष्यमें ही उसका दर्शन और पूजन 
करना चाहिये | इस तरह संसारमै जो कुछ है, वह सब मनुष्य- 
के लिये ही है । यह बात कोन्तके दिमाग इतनी घुसी हुई 
थी कि उसकी रायमें “शान केवल ज्ञानके लिये--.इसका कुछ 


अर्थ ही नहीं; अपितु समस्त शान 'मानवोपयोगी? साधन ढूँढ़ 
निकालनेके लिये ही होना चाहिये | वह लिखता है कि व्य 
है कतो हर क त उतनी प्रतिमा 
पसे वाची 9 सरख वेज्ञानिकोकी, जिर्न्हाने 
उसे मनुष्यके उपयोंगमे छाना सम्भव कर दिया । डक 


इस विचारधाराके साथ कोन्तका “धार्मिक आडम्बर” लोगों- 


है कं आया । इसलिये उसका नाम Humanita- 
15m अर्थात्‌ “मानवतावाद? पड़ा | उसकी इस विचार- 


# मानवताका चर्म & 


२२१ 








धारासे अंग्रेज विद्वान्‌ भी प्रभावित हुए और मिलके 
‘Utilitarianism’ ( उपयोगितावाद ) का जन्म हुआ | इसका 
अर्थहै 'अधिक-से-अघिक मनुष्योंका अधिक-से-अधिक सुख”; यही 
वह कसौटी है, जिससे किसी कार्यके औचित्य-अनौचित्यका निर्णय 
हो सकता है | आजकलके जितने मी “वाद? हँ, सब इसीके 
रूपान्तर हैं | 'सनुप्यका सुख?---सबका लक्ष्य यही है | इस 
घर्ममै ईश्वरके लिये स्थान नहीं; जो कुछ दै; सब मनुप्यके ही 
लिये | जम॑नीके दार्शनिक नीत्दोने तो यहाँतक कह डाला 
कि 'उन्नीसवीं गताब्दीमै ईश्वर मर गया; अब अध्यात्मवादका 
थोथा झगड़ा है ।? 
सनुप्य इस शास्त्रका आधार है; परंतु इसमें यह कहाँ नहीं 
बतलाया गया कि वह है क्या । यदि वह केवळ परमाणुओंका 
ही एक पुतला है या उससे भी कुछ आगे बढ़कर शारीर) 
इन्द्रिय, मन) बुद्धिका संघातमात्र है तो यह शास्त्र समझमें 
आ सकता है । पर यदि वह इससे भी कुछ भिन्न है तो 
_ इस शास्त्रकी सारी इमारत ढह पड़ती है । दूसरी बात यह 
है कि “मनुप्यका वास्तविक सुख किसमें माना जाय-क्या 
इन्द्रियजन्य सुख ही सुख है या वह इससे कुछ और बढ़कर भी 
है ? मानवतावादियोंने भी “मानसिक सुख” माना है; पर 
सुखकी अन्तिम सीमा क्या वहाँ तक है १ इन बातोंकी ओर 
ध्यान न देनेका फल यह हुआ कि मानवतावाद” की एक 
श्रान्त धारणा पश्चिममें चल पड़ी । जब अधिकस्से-अधिक 
मनुप्याँके लिये अधिक-से-अधिक वैषयिक सुख ही लक्ष्य है, 
तब किर संघर्ष अवश्यम्भावी है | यूरोपके गत दो महायुद्धोमे 
इसका विरूप भी देखनेमें आया । कोन्तने जिस “मानवता? 
को ईश्वरके सिंहासनपर बिठलाया था, उसके पूजनमें नर- 
रक्तसे उसका अभिषेक हुआ, बमके फूल चढ़ाये गये, नर- 
मांसका भोग लगाया गया और यह सब हुआ उसके साकार- 
सगुणखरूप मनुष्यके कल्याणके ल्यि । आज मी उस उद्देश्यकी 
प्राप्तिके लिये शस्त्रीकरणकी होड़ लगी हुई है और ऐटम बम) 
हाइड्रोजन बस-जैंसे एक-से-एक बढ़कर संहारक शस्त्रोका 
निर्माण हो रहा है । 
इससे यह अभिप्राय नहीं कि मानवतावादिर्योका ऐसा 
कोई उद्देश्य रहा हो । वे हृदयसे मानव-जातका कल्याण 
चाहते थे और अपनी समझके अनुसार उन्दने उसके साधन 
भी बतलाये; पर भ्रान्ति रही उनके विचारोमेंश फलतः उन 
विचारोंका परिणाम भी उलटा ही हुआ । कोन्तने विचार्रोकी 
जो तीन श्रेणियाँ बतलायी हैं, वे इमारे लिये कोई नयी नहीं | 





“The०1०1०2} के लिये (आधिदैविकः Metaphysical’ 
के लिये आध्यात्मिकः और ?०51६।४० के लिये आधिभौतिकः 

--इन प्राचीन दार्शनिक झब्दोका प्रयोग किया जा सकता है । 

पर इन शब्दोंका अर्थ कोन्तके शब्दीसे कहीं अधिक व्यापक है । 

उसने सबसे अधिक महत्त्व आधिभौतिक? विचारको दिया) 

जिसके स्पष्टीकरणसे उसे आधुनिक अर्थमे “वेज्ञानिक' कहा 

जा सकता है । परंतु अपने यहाँ प्राधान्य है---“आध्यात्मिक' का; 

जिसे कोन्तने गौण बना दिया है । “मानवतावादियोने? भौतिक 
आधारपर अपने सिद्धान्त स्थिर किये, पर उसकी असंगतियो- 
की कमी उनको भी खरकी । उन्हें दूर करनेके लिये 'मानवता- 
वादियों? ने किसी तरह अपने मनका संतोष कर लिया; पर 
इतने मात्रसे उसका जो अनिवार्य परिणाम था) वह नहीं रुक 
सका। कोन्तको ही कोई-न-कोई “अव्यक्त तत्त्व? मानना पड़ा | 
इतना ही नहीं) वैज्ञानिक पद्धतिका विवेचन करते हुए उसे 
लिखना पड़ा कि “विश्वकी वर्तमान अझान्तिका मुख्य कारण 
यह है कि किसी मूल सिद्धान्तपर सब लोग एकमत नहीं 
हैं । जबतक वे मूलभूत सिद्धान्तपर सहमत नहीं होते) राष्ट्र 
क्रान्तिकी स्थितिम बने रहेंगे और राजनीतिक दवाइयां कारगर 
न होंगी । यद्यपि वैज्ञानिक या भौतिक सिद्धान्तको मूलभूत 
बतलाया गया; पर सबमें वह लागू हो जायगा, यह समझ 
लेना ठीक न होगा । मेरा यह व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास है कि 
किसी एक सिद्धान्तके आधारपर समस्त विश्वकी समस्याके 
समाधानका प्रयत्न बहुत ही आमक है) चाहे वह योग्य 
विद्वनोद्वारा ही क्यों न किया गवा हो । मेरा विश्वास है कि 
मानव-बुद्धिका क्षेत्र बहुत संकुचित है और विश्व अत्यन्त 
ही जटिल है । वैज्ञानिक पूर्णतया कभी उसका पूरा समाधान 
कर सकेगी, यह कहना बहुत कठिन है । उस ओर प्रयत्न 
अवश्य आरम्भ हो गया; पर मानव-ज्ञानकी वर्तमान स्थितिमें 
हम उस समयसे बहुत दूर हँ, जब ऐसे प्रयत्नकी सफलताको 
आशा की जा सकती है ।? क्या इन वाक्यामे उसका यह 
भाव नहीं छिपा है कि वैज्ञानिक साधनोंद्वारा विश्वका रहस्य 
समझना दूरकी बात है । 


(अधिकांश लोगोंका अधिक सुख'वाळे आधिभौतिक 
सिद्धान्तमे सबसे भारी दोष यह है कि उसमें “कर्ताकी बुद्धि" 
या भावका कुछ विचार ही नहीं किया जाता । मिल साहबके 
लेखसे ही स्पष्ट हो जाता है कि “उसकी युक्ति सच मानकर 
भी इस तत्वका उपयोग सब स्थानपर एक समान नहीँ किया 
जा सकता; क्योंकि वह केवल बाह्य फलके अनुसार नीतिका 


२२२ 


Cnn 000 न. 


निर्णय करता है । पर “मिल? ने अपने सिद्धान्तको इन दोषोंसे 
मुक्त करनेका कोई गम्भीर प्रयत्न न करके केवल लीपा-पोतीसे 
काम लिया । वह लिखता है कि जबतक बाह्य कर्मोंमे कोई 
भेद नहीं होता, तबतक कर्मकी नीतिमत्तामें कुछ अन्तर 
नहीं हो सकता, चाहे कर्ताके मनमै वह काम करनेकी वासना 
किसी भी भावसे हुई हो । इसे उसके अपने मतका आग्रह- 
मात्र ही कहा जा सकता है । [ “ईश्वरको मरा हुआ? मानते 
इए भी नीत्शेको अपने ग्रन्थोमे आधिभौतिक दृष्टिसे कर्मविपाक 
तथा पुनर्जन्म स्वीकार करना पड़ा । वह लिखता है कि काम 
ऐसा करना चाहिये कि जो जन्म-जन्मान्तरोंमे भी किया जा 
सके और समाजकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे 
भविष्यमें ऐसे मनुष्य-प्राणी पैदा हो, जिनकी सब मनोवृत्तिया 
अत्यन्त विकसित होकर पूर्णावस्थामें पहुच जायँ । ] इस 
“महामानव? ( 809७177787 ) का निर्माण ही मनुप्यमात्रका 
परम कर्तव्य और परम साध्य होना चाहिये; पर भौतिकवाद- 
के आधारपर क्या कमी “पुनर्जन्म” और 'कर्मविपाक? सिद्ध 
किया जा सकता है | फिर मी नीन्शेजैसे विद्वानाने इसपर गम्भीर 
विचार करनेका अपने दिमागको कष्ट ही नहीं दिया । 


पाश्चात्य 'मानववाद? का प्रभाव अपने यहाँके भी शिक्षित 
समाजपर पूर्णरूपसे पड़ा है | कल्याणकारी सरकारकी कल्पना- 
का» जिसकी आजकल बहुत चर्चा चल रही है, आधार बहुत 
कुछ “पाश्चात्य मानववाद” ही है । इतना ही नही, अपने 
यहाँ तो “नव-मानववाद? भी चल पड़ा है, जिसके प्रवर्तक थे 
स्वर्गीय श्रीमानवेन्द्रनाथ राय । पहले वे पक्के मार्क्सवादी और 
कम्युनिस्ट थे, पर बादर्मे उनके विचार बदळ गये | उनका 
कहना है कि “यूरोपमें जब आध्यात्मिकताके नामपर होनेवाले 
अत्याचारोंका विरोध किया गया, तमीसे 'मानववाद? का 
अङ्कुर स्पष्टरूपसे उत्पन्न हुआ; किंतु उस समय लोग किसी 
परामानवी सत्ताके भावसे मुक्त न हो सके; पूर्ण खतन्त्रताके 
अस्तित्वका बोध उन्हें न हो सका | आज भी बहुत- 
से लोग कहते हैं कि यदि मध्ययुगकी धार्मिक 
भावनाओंका प्रचार किया जाय तो मनुष्य वर्तमान संकटसे 
बच सकता है; पर वे भूल जाते हैं कि संकटका मूल कारण 
मनुष्यमें दासताकी भावना है--चाहे वह किसी देव, नर देव, 
दल-देव या किसीकी क्यों न हो । ईश्वरकी सत्ता माननेका 
अर्थ यही है कि मनुष्य एक दासके रूपमै उत्पन्न हुआ और 
दासके रूपमें ही मरेगा | ऐसा सोचनेसे उसका विकास या 
आत्मविश्वास पनप नहीं सकता । वह दूसरेपर निर्भर करेगा 
और उसके सामने संकट-पर-संकट आते जायँँगे | अतः नव- 


* मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका % 
So 








52257 
मानववादका प्रमुख उद्देश्य है--मनुष्यको इस कुसंस्कारसे मुक्त 
करना कि उसपर किसी अदृश्य शक्तिका नियन्त्रण है | नब- 
मानववाद चाहता है कि मानव-सभावका वैज्ञानिक अध्ययन 
किया जाय ओर उसके आधारपर उसका विश्लेषण एवं मनुष्यका 
मनुष्यके साथ तथा भूत-जगतूके साथ सम्बन्थोका निर्धारण हो |?! 
अत; श्रीरायके मतसे ऐसे छोगोंकी आवश्यकता है, जो उक्त 
विषयका अनुभव करें ओर प्रत्येक व्यक्तिको उसके कुसंस्कारो- 
से मुक्तकर उसकी अपनी शक्तिसे उसे परिचित करायें | 
मनुष्यके चारों ओर जो भौतिक तत्त्व हैं, उन्हींकी वह उपज है। 
यदि पहले व्यक्ति ठीक हो जायँ तो फिर समाज भी आप ही 
सुधर जायगा। उनके इन विचारोंमे नील्शोके “महामानव? की 
झलक देख पड़ती है | पर उसके निर्माणके लिये नीळोको 
“पुनर्जन्म? और “कर्मफल? में विश्वास करना पड़ा; किंतु 
श्रीराय इसका एक वैज्ञानिक उपाय बतला देते हैं | उनका 
कहना दै कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि अनेक 
क्षेत्रीम अनुसंधान करनेके पश्चात्‌ वैज्ञानिकोंका ध्यान मानव- 
खभावके क्षेत्रकी ओर आकृष्ट हुआ; अनुसंधानसे पता चला 
कि संवेदन या भावविकासके कारण आध्यात्मिक या प्राकृतिकसे 
परे नही, भौतिक शरीरकी कुछ सूक्ष्म अन्थियाँ, 
( 1815 ) कृत्रिमरूपसे संचालित कर देनेपर भाव-विकार 
उतपन्न हो जाते हैं । इसी प्रकार चेतना भी भौतिक तरवोकी 
ही उपज है | वेशानिक अनुसंधानसे भविष्यमें मनुष्य तथा 
मनुष्यके बीच सम्बन्ध भी निर्धारित किये जा सकते हैं | इसका 
सीधा अर्थ तो यही हुआ कि वैज्ञानिक चीर-फाड़से मनुष्यको 
महामानव बनाया जा सकता है । श्रीरायने इसपर बहुत 
जोर दिया दैकि 'मनुष्यको अपने आपको पहचानना चाहिये |? 
यह तो अपने यहाँका पुराना सिद्धान्त है | पर जो सिद्धान्त 
और प्रक्रिया श्रीरायने बतलायी है, उसमें मनुष्य अपने-आप- 
नही हे गोरी ग्य नामकी कोई वस्तु | 
कै भौतिक तसो oe व्यक्ति यह का 
हूँ, Ei उसमें उनसे स्वतन 
नेह अपने-आपका अनुभव कर 
सके १ फिर तो वह उन भौतिक तत्तोंका ही खेल हो गया; 
नहीं । यह उसकी स्बतन्त्रता 








ग्रीव्ज आदि विद्वानाने 
विरुद्ध आवाज उठायी; 


माना गया है; क्योंकि उसमे बुद्धि ओर विवेक है | 


डाळ, 





# मानवताका धर्म ॐ 


२२३ 











चौरासी लक्ष योनियोंके पश्चात्‌ कहीं मानव-शरीर प्राप्त होता 
है; पर मनुष्य ही सव कुछ है, ऐसा अपने यहाँ कहीं मी नहीं 
कहा गया । कोन्तने तो केवल मनुष्यको ही ईश्वर माना है; 
पर हमारे यहाँ सभी कुछ ईश्वर ही है, उसके अतिरिक्त तो 
कुछ है ही नहीं । मानवताका आधार भौतिक या आध्यात्मिक 
मान लेनेमें बड़ा अन्तर पड़ जाता है। एक उदाहरणद्वारा 
इसे स्पष्ट किया जा सकता है | इंगलेंड्मे हान्स और क्रांसमे 
हेलवेशियस आदिने सब कायोँको स्वार्थमूलक बतलाया है । 
उनका कहना है कि परोपकार, उदारता, दया) ममता) 
कृतज्ञता, नम्रता, मित्रता आदि जो गुण लोगोंके सुखके लिये 
आवश्यक जान पड़ते हैं, वे सत्र यदि उनका मूळ-स्वरूप देखा 
जाय तो अपने ही दुःख-निवारणार्थ हैँ । कोई किसीकी 
सहायता करता है था किसीको दान देता है, क्यों १ 
इसीलिये न कि “जब हमपर भी आ वीतेगी, तब वे हमारी 
हायता करेंगे | हम अन्य लोगोको इसलिये प्यार रखते हैं 
कि वे हमें भी प्यार करें; और कुछ नहीँ तो हमारे मनमें 
अच्छा कहलानेका स्वार्थमूलक हेतु अवश्य रहता है । “परोप- 
कार? और 'परार्थ? दोनों शब्द केवल श्रान्तिमूलक है । यदि 
कुछ सच्चा है तो “स्वार्थ; और स्वार्थ कहते हैं अपने लिये 
सुख-प्रा्ति या अपने दुःख-निवारणको । माता बच्चेको दूध 
पिलाती है; इसका यह कारण नहीँ कि वह बच्चेते प्रेम 
करती है; सच्चा कारण तो यही है कि उसके स्तनोमे दूध भर 
जानेसे उसे जो कष्ट होता है, उसे कम करनेके लिये अथवा 
भविष्यमै यह लड़का मुझे प्यार करके सुख देगा--इस स्वार्थः 
सिद्धिके लिये ही बह बच्चेको दूध पिलाती है । 
इसके साथ ब्रृहदारण्यकोपनिषद्में दिये हुए याज्ञवल्क्य 
और उनकी पत्नी भैत्रेयीके संवादकी तुलना कीजिये | मेत्रेयी 
पूछती है-- हम अमर केसे १? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं 
'हे मेत्रेयी ! सत्री अपने पतिको पतिके ही लिये नहीं चाहती 
किंतु वह अपने आत्माके लिये उसे चाहती है। इस तरह हम 
अपने पुत्रपर उसके हितार्थ प्रेम नहीं करते, किंतु हम स्वयं 
अपने लिये ही उसके साथ प्रेम करते हैं | द्रव्य, पशु और अन्य 
वस्तुओके लियि भी यही न्याय उपयुक्त है। “आत्मनस्तु कामाय 
सवे प्रियं भवति ।? अपने आत्माके प्रीत्यर्थं ही सब पदार्थ हमें 
प्रिय लगते हैं | यदि इस तरह सव प्रेम आत्ममूलक है 
तो क्या हमको सबसे पहले यह जाननेका प्रयत्न नहीं करना 
चाहिये कि आत्मा क्या है । यह कहकर याज्ञवल्क्य उपदेश 
देते हं-सबसे पहले यह देखो कि आत्मा कौन है; फिर 





उसके विषयमै सुनो और उसका मनन तथा ध्यान करो । 
“आत्मा वा अरे द्रष्टञ्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितब्यः ।? 
इस उपदेशके अनुसार एक बार आत्माके सब्चे स्वरूपकी 
पहचान हो जानेपर सब जगत्‌ आत्ममय दीख पड़ने लगता दै 
और स्वार्थ तथा परार्थके भेदका टंटा ही टूट जाता है । 
याज्ञवल्क्यका यह युक्तिवाद देखनेमे तो हाब्सके मतानुसार 
ही है । पर दोनोसे निकाले गये अनुमानोंमें आकाश पातालका 
अन्तर है | हान्स स्वार्थको ही प्रधान मानता हे और सब 
पदारथोंको दूरदर्शी स्वार्थका ही रूप मानकर कहता है कि इस 
संसारमै स्ार्थके सिवा ओर कुछ नहीं है | याज्ञवल्क्य “स्वार्थ? 
शब्द्के “स्व! ( अपना ) पदके आधारपर दिखलाते हैं कि 
“अध्यात्म-दृष्टिमे अपने एक आत्मामं ही सब प्राणियाँका और 
सब प्राणियोंमें ही अपने आत्माका अविरोधभावसे समावेश 
केसे होता है |? यह दिखलाकर उन्होंने सार्थ और परार्थे 
दीखनेवाले द्वतके झगड़ेकी जड़ ही काट दी | इस तरह 
मानवताका आधार भौतिक या आध्यात्मिक माननेमें कितना 
अन्तर पड़ जाता है । यह बात अवश्य है कि बादके पाश्चात्य 
विद्वानोंकों हाव्स ओर हेलवेशियसका स्वार्थवाद मान्य न हुआ 
और वे “अधिकांश लोगोंके अधिक सुख'की बात करने लग 
गये । पर यदि गम्भीरतापूर्वक उनके विचारोंका विश्लेषण 
किया जाय तो उनका पर्यवसान भौतिकवादमें ही होता है । 
हृब्य-घश्टिका कितना ही विचार क्यों न किया जाय) पर 
जबतक यदद बात ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हो जाती कि इस 
सुष्टिका देखनेवाला और कर्म करनेवाला कौन है, तबतक 
तात्विक दृष्टिसे इस विषयका भी विचार पूरा नहीं हो सकता 
कि इस संसारमै मनुष्यका परम साध्य, श्रेष्ठ कर्तव्य या 
अन्तिम ध्येय क्या है | हश्य-जगत्‌क परीक्षा करनेसे यदि 
परोपकार-सरीखे तत्व ही अन्तमै निष्पन्न होते हैं तो इससे 
आत्मविद्याका महत्त्व कम तो होता नहीं, किंतु उल्टा उससे 
सब प्राणियोंमे एक ही आत्मा होनेका एक और प्रमाण मिळ 
जाता है | इसके ल्यि तो कुछ उपाय ही नहीं कि आधिभौतिकः 
वादी अपनी बनायी हुई मर्यादासे खयं बाहर नहीं जा सकते; 
परंतु हमारे शाख्क्रारीकी दृष्टि इस संकुचित मर्यादाके परे 
पहुँच गयी । उन्हाने आध्यात्मिक दृष्टिसे ही सब्र बार्तोपर 
विचार किया है । पाश्चात्य 'मानववाद? की चकार्चौधर्म हमें 


यह तथ्य नहीं भूलना चाहिये | भोतिकतापर आधृत “मानव- 
वाद” माननेसे अन्ततः उसका परिणाम कल्याणकारी नहीं 


हो सकता । 


नारि श्र?” 


2 








२२४ 


९ 
बे मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमाथका ॐ 
वि न न न कललाललालरामा 


संत-खमाव 


थ्रीगोविन्दाचाय 
श्रीगोविन्दाचार्य वेङ्कटाचलमै अपने मामा श्रीशेल्पूर्ण- 
खामीके आश्रममै रहते थे । ये श्रीरामानुजाचार्यके मौसेरे. 
भाई थे | एक दिन श्रीरामानुजने दूरसे देखा- गोबिन्दा- 
चार्य एक विषधर सर्पको पकड़े उसके मुखमै अपनी अङ्कुली 
डाले हुए हैं | कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने जल्दीसे अङ्गुली 
निकाल ली और सॉपको छोड़ दिया । साप मरा-सा होकर पड़ 
रहा । इस भीषण हश्यको देखकर श्रीरामानुजने उनके पास 
आकर पूछा--*तुसने यह भयानक कार्य क्यों किया १ 
भगवानने ही रक्षा की--इतना विपैला सर्प जरा भी डँस 
लिया होता तो प्राण नहीं बचते । फिर तुम्हारे अङ्कुळी डालने 
से इसको कष्ट हुआ होगा । तुम-सरीखे दयाळ पुरुप किसी 
जीवको कष्ट पहुँचावें, यह भी तो उचित नहीं है ।? बड़े भाई 
श्रीरामानुजकी बात सुनकर गोविन्दने विनीतभावसे कहा-- 
“भाई | किसी कँटीली चीजको गलेमे उतारते समय एक काँटा 
इस साँपके गलेमै बिंध गया और उसकी भयानक पीड़ासे 
यह छटपटा: रहा था | इसके उस कष्टको देखकर मुझसे नहीं 
रहा गया और मैंने तुरंत इसके मुखमै अंगुली डालकर उस 
केटिको निकाळ दिया | तकलीफके कारण यह सिथिल हुआ 
पड़ा दै, अभी ठीक होकर चला जायगा |? गोविन्दकी इस 
अलौकिक वातको सुनकर और जीवके दुःखसे उनके मनमै 
आयी हुई करुणाकी पराकाष्ठाको देखकर श्रीरामानुज विस्मित 
और मुग्ध हो गये तथा अत्यन्त प्रेमसे गोविन्द्को हृदयसे 
लगाकर अुजपाशमे बाँध लिया । जीवदयाका यह कितना 
अद्भुत प्रसंग है । 
छ मे त 
`, संत ओर बिच्छू 
“निस्संदेह धारा वेगवती होती जा रही है, यह साधारण 
जीव इसके साथ बहकर प्राणसे हाथ धो बैठेगा |” नदीमें 
खान क्रते समय संतने बिच्छूकी दशापर विचार किया, उसे 
संकटमें देखकर उनका धैर्य छूट गया, दयामय आगे बढ़ गये 
उसे बचानेक्रे लिये, इधर धारा तेज हो रही थी, उनके ही प्राण 
जानेकी आशङ्का थी । उन्होंने बिच्छूको हाथमे उठा लिया 
“यह क्या | इसने तो मुझे ही काट खाया ।? संतके 
हाथमे पीड़ा थी) जहर चढ़ रहा था | हाथ हिला- बिच्छु 
बह चला धाराकी तूफानी गतिमें | संतसे उसका कष्ट न 
देखा गया । उठा लिया उन्होंने फिर उसे हाथमें । उसको 
बचानेंकी भावनामे उन्हें अपनी पीडाका ज्ञान ही नहीं रह 
गया । बिच्छूने फिर काटा और तीसरी बार वह घारामे फिर 
बढ्ने लगा । 


ध्यह तो अपनी दुष्टता ही नहीं छोड़ रहा है; आप इसके 
प्राणकी रक्षा करना चाहते हैं और यह ऐसा है कि आपही 
पर उतर आया है | इसे मरने दीजिये न | इस जहरी 
जीवको यही दवा है |? नदी-तटपर खड़े एक व्यक्तिने सं 
प्रार्थना की । उनके रोम-रोम उस असहाय जीवकी प्राणरक्षाके 
ल्यिरो उठे, हृदयमे दयाका सागर उमड़ पड़ा । बे रोमाञ्चित 
हो उठे। 

“भाई ! बिच्छू अपनी दुश्ताका स्वभाव नहीं छोड़ना 
चाहता है तो मैं अपनी दयाका स्वभाव क्रिस प्रकार छोड़ दूँ, 
मुझे भी इसीकी तरह अपनी सदूदृत्तिपर अटल रहना 
चाहिये |? दयामय संतका निष्कपट सहज उत्तर था | 


संत एकनाथकी क्षमाशीलता 

पैठणकी पुण्यभूमिसे विचुम्बित भगवती गोदावरीमे 
खानकर श्रीएकनाथ महाराज अपने निवासकी ओर जा 
ही रहे थे कि विशाल वृक्षकी डालीसे उनपर किसीने कुला 
कर दिया । महाराज परम शान्त थे | वे गोदावरीके पुण्य 
खान और दर्शनसे अपने आपको पवित्र करने चल पडे | 
महाराज पुनः खानकर लौट रहे थे कि उसी व्यक्तिने 
अपनी कुकीति दोहरायी | इस प्रकार महाराजने एक सौ 
आठ खान किये एक दिनमै और उसने एक सौ आठ 
कुल्ठे किये | महाराज अपनी सुप्रवृत्ति और क्षमा-मावना- 
पर अटल थे, इधर वह व्यक्ति अपनी कुत्सित मनोबृत्ति 
और उच्छरङ्घलताका परिचय देता जा रहा था । आखिर 

थककर नीचे उतर आया और प्रार्थना करने लगा-- 
महाराज ! मुझे क्षमा कीजिये। मेरै जैसे पतितके 
क्य शा जही ३ 3 नित्य आपपर 
लान करनेके बाद कुल्ला किया करता था और आप 
शान्त रहते थे । आज तो मैंने अपनी दुष्टताकी सीमा ही 
तोड़ दी, व आपका मन मेरी ओरसे तनिक भी विकृत 
न हो सका | मैं आपके चरणपर नत होकर अपनी ुष्कृति- 
का प्रायश्चित कर रहा हूँ |! यवनका रोम-रोम रो उठा । 
उस व्यक्तिने एक ही सामे सारे जीवनकी पाप-कथा 

सुनानी चाही | वह महाराजके चरणोंसे लिपट गया | 
"तत क्यों हो, माई | तुमने तो मेरै 
आठ बार ह । उम्हारी कृपासे मेरे तनने एक सौ 
दशन और पुण्यस्नानका फल 

पाया है | तुम धन्य हो, कितना EB 
ल परोपकार है मुझपर तुम्हारा |” 


सिरपर हाथ रख दिया 20 0, 
तन या | संतके स्पशसे 
उसके तन-मन शीतल हो गये । । 


संतखभाव 


क्षमाशील संत 








आदश क्षमा 


सत सरमद्‌ 


संत इसामसीह 








भगवान्‌ बुद्ध 


भगवान्‌ महावीर 





प्र 


9 


# आदश क्षमा $ 





` “मुझे, लजित न कीजिये, महाराज |? यवनने महाराज- 
की चरण-धूलि सिरपर चढ़ा ली । 
बालक नासदेवको आत्मपरीक्षा 
तुम्हारे पैरमें खून क्‍यों बह रहा है!” माताने अपने 
प्राणप्रिय पुत्रके हाथमे कुल्हाड़ी देखी । वे आश्चर्यचकित थीं | 
“यह तो कुछ नहीं है, माँ ! में तो यह देखना चाहता था 
कि परको कुल्हाड़ीसे छीलनेपर कितना दुःख होता है | उस 
दिन मने तुम्हारे कहनेसे पलासके पेड़की छाल कुल्हाड़ीसे 
छीली थी न ।' नामदेवका उत्तर सुनकर माँको याद आया 
कि मेने काढेके लिये छाल मँगायी थी नामदेवसे | 





“तुमने यह ठीक नहीं किया बेटा | पैरका घाव बड़ा 
कष्ट दगा) तुमने जान-बूझकर अपने पैरमें कुल्हाड़ी मार ली । 
तो सङ्ेगा, पकेगा ।? माताका हृदय धक-धक कर रहा था | 
“माँ, में तो यही समझना चाहता था कि जितना मुझे 
कष्ट हो रहा है; उतना ही कष्ट पलाशको भी हुआ होगा । 
उसमे भी तो जीव है न!” बालक नामदेवक्री दया मुखरित हो 
| | माता समताने बालकको प्यारसे देखा । 
तुम महान्‌ संत होगे; नामा | निस्संदेह तुम्हारी ही 
तरह पेड़ ओर पश्नु-पक्षियोमें भी प्राण हैं |? माने अपने लाल- 
पर आशीषकी वर्षा की । 


जा ७८2७ :७३- जगा 


आदश क्षमा 


क्र्सपर चढ़ाये जाते ईसामसीह 

“प्रभो | वे नहीं जानते कि वे कर क्या रहे हैं । अज्ञान- 
के अन्धकारमै भटक गये उन लोगोको आप क्षमा कर दें !? 
जिन्होंने झूलीपर चढ़ाया था, उनके लिये ईसाने यह अन्तिम 
प्राथना की प्रभुसे । 

इंसामसीहको शूली दी गयी--वे उससे बच सकते थे 
यदि अपने उपदेश बंद कर देते । यदि भगवानूकी अपार 
दया एवं अहिंसाका समर्थन त्याग दिया होता उन्होंने; किंतु 
प्रार्णोके मोहसे यह च्युति--यह भी क्या स्वीकार करने योग्य 
है । प्रशुका दिया शरीर--प्रमुके लिये अपित हो जाय; इतना 


महान्‌ सौभाग्य छोड़ देते वे प्रभुके परम प्रिय पुत्र ! 
भगवान्‌ बुद्ध 
अज्ञानी है | वह ठुम्हारी दया और सहानुभूतिका 


पात्र है !? शिष्यवर्ग उत्तेजित थे--वे उसे दण्ड न देते; 
किंतु ऐसे अधमको अपने मध्य रखने--आश्रय देनेको तो 
वे सर्वथा प्रस्तुत नहीं थे । 

ईर्ष्या क्या पाप नहीं कराती । बुद्धके एक शिष्यको 
अपने गुरुसे ही ईर्ष्या हो गयी | उसने एक शिला-खण्ड पटक 
दिया बुद्धके पैरोंपर--बहुत चोट आयी तथागतको) पर वे 
सहज स्थिर खड़े रहे | जब दूसरे शिष्यौको यह विदित 
हुआ- उनके रोप्रकी सीमा नहीं थी; किंतु भगवान्‌ बुद्धकी 
क्षमा--उन्होंने सबको शान्त कर दिया ! उनका स्नेह कोई 
अपराध देखता था ! 


ती्थङ्कर महावीर 
“आप मेरे बेलोंका तनिक ध्यान रखें, में घर हो आऊँ !” 


भोले किसानको क्‍या पता कि ध्यानस्थ महावीर स्वामीके 
भ्रवणोतक उसकी बात पहुँची ही नहीं । साधुने अस्वीकार 


—— BO 


मा० अं ० ९९-- 


नहीं किया) इसीको स्वीकृति समझकर जंगलमै अपने बैल 
चरते छोड़ वह घर चला गया | 

“कहाँ गये मेरे बेळ १? घरसे किसान लौटा तो बैल 
नदारद । महावीर खामीसे पूछने लगा तो वे मौन । इधर- 
उधर दौड़ा; किंतु बेल मिळे नहीं । (यही चोर है !? इस 
भावने उसे उत्तेजित कर दिया । गालियां दीं उसने, पीटा 
और अन्तमें एक नोकदार लकड़ी ठोक दी महावीर स्वामीके 
कानमें । लकड़ी ठोंक्रता ही गया वह--तबतक) जबतक वह 
दूसरे कानसे बाहर निकल न आयी । रक्तकी धारा चल पड़ी । 

“आप अनुमति दें ! मेरा बज्र व्याकुल हो रहा है । मैं 
इस अधमको अभी भस्म कर दूँगा |? देवराज इन्द्र 
क्रोधावेदामे कॉपते धरापर उतर आपे; किंतु उन्हें लौटना 
पड़ा । तीथंडूर महावीर शान्त थे । उन्होंने कहा--'क्रोध 


नहीं, क्षमा इस अपराधकी ओषधि है देवराज |? 


मृत्युके क्षणमें सरमद्‌ 

“सरमद्‌ काफिर है । वह अल्लाहको नहीं मानता |? 
औरंगजेबके लिये दाराशिकोहका गुरु, दिल्लीके मस्तोंका अग्रणी 
संत सरमद सरदरद था; किंतु पहिली बार जब नंगे धुमनेके 
दोषमे सरमद पकड़ा गया) तब ओरंगजेबका साहस नहीं हुआ 
उसे मार देनेका | किंतु इस बार मोलवी-सुछाओंका पक्ष 
प्रबळ था | यह जन्मका यहूदी सुसल्मान हो गया | भारत 
आकर राम-लक्ष्मणका भक्त कहता है अपनेको और “ला इलाही? 
इतना ही कलमा पढ़ता है | कत्लकी सजा मिली | सरमदने 
कहा--“मंसूरकी कहानी पुरानी पड़ गयी) में उसे ताजी 
कर रहा हूँ ।' और जब जल्लाद आया? वह मस्त फकीर 
मुस्कराया--'वलिहार प्यारे-! आ; तू चाहे जिस रूपभे आवे, 
मैं तुझे पहचानता हूँ |! उसने सिर नीचा कर दिया 
जल्लादके सामने ! 











२२६ 





[oS 


< १, 
# मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमाथका % 








( छेखक--प्रो० श्रीफ़ीरोज़ कावसजी दावर, एम्‌०ए०, एल्‌-एल्‌०वी० ) 


मानवता-घर्मका उद्देश्य है सद्भावना, दया; दान और 
स्नेहके द्वारा कल्याणकी प्राप्ति । यदि हम बाह्य आवरणोंको 
दूर कर दै तो सब धर्मोमे यही सार मिलेगा । इसमें ईश्वर, 
देवता, स्वर्ग, नरक; परलोक आदि अतीन्द्रिय तच्वोंके प्रति 
विश्वासके लिये अवकाश नहीं है; तथापि पवित्रात्मा व्यक्तियों- 
के द्वारा किये हुए विश्वासोंका विरोध भी नहीं है | सत्र धर्मोमै 
मानवता इस प्रकार अनुस्यूत है, जिस प्रकार सभी मिठाइयोंमें 
मिठास अथवा मालाके सभी मनकोंमें धागा । वास्तवमें यह 
सभी धर्मोका समान तत्त्व है। मनुष्य किसी धार्मिक परम्पराका 
इतस्ततः उल्लङ्घन करनेपर भी नेतिक दृष्टिसे सुरक्षित 
ही रहेगा, यदि वह मानवता-धर्मका उत्साहपूर्वक पालन 
करता रहे । ऐसे व्यक्तिके आदर्शके सम्बन्धमै फारसीके एक 
कविने कहा है-- 


मय खुरो मसहफ बसुजो आतिश अंदर काबा जन | 
साफिने बुतखाना बाशो मईम आजारी मकुन ॥ 


(जी चाहे मदिराका पान करो, कृरानको जला डालो, 
काबामें भी आग लगा दो; जी चाहे किसी देव-मन्दिरमै रहो; 
किंतु मानवताको दुःख न दो |? इस प्रकार मानवता- 
धर्मका अन्तिम ध्येय है- सक्रिय परार्थ-भावना और सदाचार 
है उसकी प्राप्तिका उपाय । 


मानवता-धर्मको अङ्गीकार करनेसे हम अपने निजी 
मतके विरोधी नहीं हो जाते | इसके विपरीत हम यह कह 
सकते हैं कि मत-विशेषके अनुयायी यदि मानवता-घर्मको 
सम्यक अंगीकार कर लें तो वे अपने मतका और भी अच्छी 
तरह पालन कर सकते हैं | ईश्वर सबका पिता और मानव 
मानवका बन्धु--यह सिद्धान्त ही जिस मानवता-घर्मका 
मूल है; इसका पालन करनेवाला ईसाई अच्छा ईसाई 
बन सकता है । याद कोई मुसल्मान मानवता-धर्मके द्वारा 
कुरान-प्रोक्त एकता और समताके आदर्शोको हृदयङ्गम कर 
लेता है तो वह अच्छा मुसलमान बन सकता है | जरथुस्त्रके 
अनुयायीका ध्येय दै निष्काम परार्थ भावना; जिसे 
मानवता-धर्म भी अपना लक्ष्य मानता है । हिंदूधर्म, बौद्धमत 
और जैनमत मानवता-धर्मका विरोध नहीं कर सकते; क्योंकि 
वे सभी प्रेम, करुणा और अहिंसापर आधारित हैं । सरी 


क्ब-जेसी एक लौकिक संस्था भी; जो स्वार्थकी अपेक्षा सेवा- 
को ही अधिक महत्त्व देती है, अन्ततोगत्वा मानवता: घर्म- 
का ही पालन करती है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि 
मानवताका धर्म संघटक है, विघटक नहीं । 

मानवता-धर्ममै वे आनुषङ्गिक आडंबर नहीं हैं, जो 
प्रायः बड़े-बड़े मर्तोमै हुआ करते हैं | उसका अपना कोई 
प्रवर्तक नहीं है और न कोई विशेष प्रमाण-ग्रन्थ ही है, 
यद्यपि वह विश्वके सभी मतग्प्रवत्तकों, संतो, आचायोँ और 
धर्म-प्रन्थोंका सम्मान करता है । उसका कोई मन्दिर, पुरोहित 
और विधि-विधान नहीं है; क्योंकि बह किसी संस्था-विशेषका 
मत नहीं है । परंतु वह मन्दिर जानेवाले और पुरोहितोंद्वारा 
धार्सिक झृत्यौको करानेवाळे किसी मी व्यक्तिका विरोध नहीं 
करता | जिन सिद्धान्तोपर विश्वके सभी महान्‌ धर्म आधारित हैं, 
उनके अतिरिक्त किसी भी रूढ़ि अथवा प्रथापर विश्वास करने- 
के लिये वह कमी किसीसे नहीं कहता । मानवताके धर्मभे 
सहिष्णुता इतनी गहरी है कि नास्तिक भी उसको अङ्गीकार 
कर सकता है और तदुक्त प्रेम और परार्थ-भावनाके नियमोंका 
अनुसरण कर सकता है । मानवता-धर्ममें वैराग्य और 
तपस्याका विधान नहीं है, किंतु समी विरागियों और तपसियाँ- 
के भावानुकूल वेराग्यका अभ्यास किया जा सकता है और तपस्या 
भी की जा सकती है । मानवता-धर्म ज्ञान और भक्तिकी अपेक्षा 
निष्काम कर्मको अधिक महत्त्व देता है । मानवता-धर्मकी 
इृष्टिमे योग और ध्यान एवं भावसमाधि और अपवर्ग 
अगम्य हैं । मानवता-धर्म यद्यपि लक्ष्य और ध्येयकी 
दृष्टिसे अवम है, तथापि समाजकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके 
हृ सर्वथा अनुकूल है । यद्यपि इसका लक्ष्य परमोच नहीं 
° तथापि यह मानवमात्रको सुख पहुँचानेके द्वारा 

आन्तरिक सुख और शान्ति-छाभके लिये प्रयत्नशील है | 
, जिन मत्तेमि खमताग्रह और रूढ़ियोंकी प्रचुरता है, वे 
कड भौतिक-विज्ञानके प्रगतिके और ज्ञानप्रसारके 
विज्ञानकी सहायता रने a Ss छ तर अ 

र्यी नत्र है। 

से भतार हमे अपने 
मिलता है । जैसे वह विधिः 


® 


अ आश 


विधान, कर्मकाण्ड) मताग्रह ओर रूढ़ियोंकी ओर बढ्ता है, 
उसका प्रकाश धूमिल पड़ने लगता है एवं दुराग्रह? मतान्धता 
और अन्धविश्वास तथा बिरोधियाँके प्रति दमन-नीतिके आते 
ही वह बुझने लगता है । ऐसे समय किसी महान्‌ आत्माका 
उदय होता है, जो अपने उपदेश ओर आचरणद्वार धर्मका 
सुळगती हुई अग्निको उस प्रदीप्त ज्योतिके रूपमै परिवर्तित 
देता है, जो आगामी संततियोंके पथका प्रदशन करती रहती 
है । किंतु मानवता-धर्मम इस प्रकारकी म्लानता और 
पुनरुत्थानकी नौवत नहीं आने पाती; क्योंकि उसकी सत्ता किसी 
मतविशेषके अधीन नहीं होती और न किसी आराधना- 
विशेषसे ही उसका सम्बन्ध होता है । भले ही वह हमें ईश्वरा- 
नुभूतिके उच्चतम शिखरतक न पहुँचा सके) किंतु यह हमै 
असहिष्णुता, मतान्धता और धार्मिक युद्धोंके ग्कामें नहीं 
गिरायेगा । मानवता-धर्म मत-मतान्तरोके विश्वासीका खण्डन 
नहीं करता, अतएव वह सनातन आदर्शकी सुदृढ़ भूमिपर 
अडिग खड़ा रहता है; और मत-मतान्तर भी उसको कोई 
हानि नहीं पहुँचाते | मानवता-धर्मके लिये “धम संकटमे है! 
का प्रयोग नहीं करना पड़ता | अन्य धर्मोमें अपनी मान्यताओं 
को लेकर विवाद और विरोध हो सकते हैं; किंतु ये दोष उन 
व्यक्तियोंमे नहीं होते जो मानवताके संदेशका प्रचार और 
अनुसरण करते हैं । 
जिस धर्मके वातावरणमें हम उत्पन्न होते हैं, उसे हम 
अपना धर्म कहते हैं । सच्ची भावना तथा प्रेम? भ्रातृत्व? 














९ 
श्ये क 


२२७ 





सदाचार एवं शान्तिके साथ उसका पालन करनेसे हम 
परोक्षरूपमै सानव-घर्मका ही पालन करते हैं, जो एक शुभ 
अभीप्सा और मानव-जातिके कल्याणके अनुष्ठानकी निष्ठाके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमारी आजकी सम्यता 
एक दूसरेका गला घोटनेवाली प्रतियोगितापर आधारित है 
और उसका उद्घोष हे-“आपाथापी दोडावे, पीछे पड पतै ७) 
मानवता-धर्मका आदर्श वाक्य है---व्यष्टि समष्टिके लिये और 
समष्टि व्यष्टिके लिये? | मानवता-धर्म कोई नया संदेश नहीं 
है । यह उतना ही प्राचीन है जितनी गिरि-मालाएँ; और वह 
धर्सौके महान्‌ आध्यात्मिक व्याख्याताओंकी वचनावलीसे 
संग्रहीत है; किंतु यह खार्थनिष्ठ संसारको उचित समयमै 
जगाता है और समाजकी त्यागमय सेवा करनेके लिये उसे 
प्रेरित करता है । किसी व्यक्तिके लिये सिकंदर और नेपोलियन 
बनना और विशाल राज्योंकी स्थापना करना व्यावहारिक न 
मी हो, किंठु उसका एक भद्र नागरिक बनकर सदुर्णाका 
अनुसरण करना सुगमतया सम्भव है । इसी प्रकार प्रत्येक 
व्यक्तिके ल्यि चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस बनना 
और असीमके साथ सायुज्यके लिये पिपासाकुल होना सम्भव 
न भी हो; किंतु प्रत्येक व्यक्ति अवश्य ही मानवता-धर्मका 
पालन कर सकता है और अपनी श्रेष्ठ तथा उच्चतम शक्तियों 
और योग्यताओंकों अपने सहचर मानवोंके चरणोंपर रख 
सकता है । उनकी सेवा करना सर्वोच्च आनन्द है तथा उनका 
संकट-मोचन ही मानवीय अस्तित्वका परम ध्येय है । 





| आश्रय | 
दि / अचंभौ इन लोगनि कौ अघ्नै। र 
शद र] खे Sd 
फ छड स्याम-नाम-अध्नित-फल माया-बिष-फल भावे ॥ पी 
४८. निंदत सूढ़ मळय-चंदन कोर राख अंग लपटावे । Nie 
ठ मान-खरोवर छाँडि हंस तट, काग-लरोबर न्हाचे॥ ठ 
६; पग तर जरत न जान सूरख, घर तजि घूर बुझावे। i 
४४ चौरासी लख जोनि स्वाँग धरि, अ्रमि अमि जमहि हँसावे॥ $ 
८ सगत॒ष्ना आचार जगत जलः ता सँग मन ललचांव। र्ण 
$४५ कहत जु सूरदास संतनि मिलि हरि-जस काहे न गाव ॥ Ni 
९ -सूर्दासजी शु 


०७७४४०६ 








छ ना 


२२८ 


">>>: 
So 











€ ७५ 

*% सानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका % 
वी "ऱ्य अअ 
Mma नून 





मानवतावाद आजका युग-धम 


( छेखक--श्रीशंकरदयालजी श्रीवास्तव, सम्पादक “भारत? ) 


“वसुधैव कुठ्धम्बकम? का आदर्श मानव-समाजके सम्मुख 
बहुत प्राचीन कालसे रहा है। संसारके सभी व्यक्ति एक 
ही परमात्माकी संतान हैं और इस दृष्टि सम्पूर्ण विशव एक 
विशाल परिवारके समान है-यह विचार भी नया नहीं है | 
समय-समयपर संसारमें प्रवतित अनेक प्रमुख धर्मोमे इस 
व्यापक और उदार दृष्टिकोणका परिचय मिलता है । कम- 
से-कम जो आस्तिक रहे हैं, जिन्हें ईश्वरकी सत्तामें अखण्ड 
विश्वास रहा है, वे सिद्वान्तरूपसे यही मानते आये हैं कि 
संसारके सभी मनुष्य एक ही ईरवरके पैदा किये हुए हैं और वे 
सब आपसमे भाई-भाई हैं तथा भाई-भाईकी तरह उन्हे प्रेम: 
से मिलकर रहना चाहिये । 

किंतु सम्पूर्ण विश्‍व, जैसा आज एक हो गया है और 
जिस प्रकार आज सब देशोंका दीर्घ अन्तर दूर हो गया है, 
वेसा कदाचित्‌ पहले कभी नहीं था । विज्ञानने कम-से-कम 
विश्वका यह उपकार किया है । कुछ अर्थाँमै वह भले ही 
अभिशाप सिद्ध किया जाय; किंतु विश्व-एकताके लिये एक 
बड़ी सीमातक वह वरदान सिद्ध हो रहा है--इस तथ्य- 
को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता | यह विज्ञानकी ही 
करामात है कि विश्वके सभी राष्ट्रोके प्रतिनिधि कुछ ही दिर्नो- 
के अंदर किसी निर्दिष्ट स्थानपर विचार-विमशके लिये 
एकत्रित हो सकते हैं । यह भी विज्ञानका ही सुपरिणाम है कि 
विश्वके किसी कोनेमे घटित होनेबाले महत्त्वपूर्ण घरना-चक्रासे 
हम प्रायः सथ; अवगत हो जाते हैं | समाचारपत्र संसारके 
सभी भागोके उल्लेखनीय समाचार चौबीस घंरेके अंदर 
छाकर उपस्थित कर देते हैं। यही नहीं, हम अपने घरोंमें 

बैठे लंदन और वाझिंगटनकी विविध प्रकारकी वार्ताएँ 
सुन सकते दे, हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्तिसे सीधे 
बातचीत कर सकते हैं । ऐसे युगमे बिभिन्न देशोकि नागरिकोमे 
परस्पर प्रेम और आत्मीयता, समझौता और सहानुभूतिका 


विकास तो होना ही चाहिये | विश्‍ववन्युत्वका भाव तो फैलना 
ही चाहिये । संसारके किसी भागके 


भारी दैवी प्रकोप हो जाय तो शेष संसारको उनकी सहायता- 
के ल्यि कोई प्रयत्न उठा नहीं रखना चाहिये | 


सभ्यता-संस्कृतिका मेरुदण्ड 


मानवता एक ऊँची उदार भावना है । खार्थ और 


संकीर्णतासे उसका घोर विरोध है | वह सबके--मानव मात्र- 
के हित-साधनके लिये हमें प्रेरित करती है, सबकी हित-चिन्ता- 
के लिये उत्पेरणा प्रदान करती है । मानवता वास्तवमै 
मनुष्यका धर्म है | सभी मनुष्योसे प्रेम करनेकी बात वह 
सिखलाती है। जाति, सम्प्रदाय, वर्ण, धर्म, देश आदिके 
भेदभावको वह नहीं स्वीकार करती । मानवताका आदर्श 
एक बहुत ऊँचा आदर्श है | उस आदर्शकी पूतिमें ही मानव- 
जीवनकी वास्तविक सार्थकता है | मानवता विश्वबन्धुत्वकी 
भावना है | वह सभ्यता और संस्कृतिकी मेरुदण्ड है । उसके बिना 
सभ्यता और संस्कृतिका विकास सम्भव ही नहीं होता। 
मानवता मनुष्यको सात्त्विकता तथा नेतिकताकी ओर ले जाती 
है। वह मनुष्यको सचमुच मनुष्य बनाती है । 


मानव-सभ्यता और संस्कृतिकी सार्थकता इसीमें है कि 
संसारभरके लोग सुख, शान्ति और प्रेमक्रे साथ रहें। एक 
जाति अथवा देशके मनुष्य दूसरी जाति अथवा देशके लोगों- 
की सेवा-सहायता करनेक्रे लिये सदैव तत्पर रहें | सब लोग 
अपनेको मानव-समाजरूपी विज्ञाल परिवारका सदस्य समझें 
और सबके साथ माई-बन्धुकी तरहका व्यवहार करें | मनुष्य- 
मनुष्यके वीच किसी प्रकारके भेदभावकी दीवार नहीं खड़ी 
होनी चाहिये। जाति, वर्ण, धर्म, देश आदिके आधारपर 
कोई पार्थक्य या अलगाव नहीं होना चाहिये | वर्ण, धर्म) 
जाति आदिकी विभिन्नता होते हुए भी प्रथ्वीपर रहने- 
वाले समस्त व्यक्तियोमे एक मौलिक एकता है । सबके 
अंदर जो आत्मा है, वह एक ही परमेश्वरका अंश है | सबमें 
एक ही परमात्माका प्रतिब्रिम्प दिखलायी पड़ता है | 


बीच-ीचमें संघर्ष और युद्धके होते हुए भी संसारके 
सब देशोंमें सहवोगकी भावना बढ़ रही है । अन्ताराष्ट्रिय 
मावनाका विकास हो रहा है । आर्थिक, राजनीतिक) सामा- 
जिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रो अन्ताराष्ट्रिय सहयोगके 


बार भर्यकर महायुद्ध हुए और दोनों बार युद्धकी ब्यापक 


देखकर बड़े-बड़े राष्ट्रीके राजनीतिज्ञ अन्ताराष्ट्रिय 
शान्तिकी सुरक्षाके लिये विस्व-संगठन बनानेके लिये तैयार 


इए, | प्रथम यूरोपीय महायुद्धके पश्चात्‌ राष्ट्रसंघका जन्म 











$ मानवतावाद आजका युग-धमे * 


२२९ 





हुआ और द्वितीय महासमरके अनन्तर संयुक्तराष्ट्र अस्तित्वमै 
आया | इन दोनों संगठनोसे अन्ताराष्ट्रिय सहयोगकी पूरी 
व्यवस्था की गयी । संयुक्त-राष्ट्रसंगठनमै अस्सीसे अधिक 
देश सम्मिलित हो गये हैं और जो देश अभी बाहर ह 
वे भी उसमें शामिल होनेके लिये उत्सुक हैं। कुछ देश 
केवल अन्ताराष्ट्रिय द्वे एवं गुखंदीके कारण इस बृहत्‌ 
संगठनके सदस्य नहीं बन पाये हैं । विश्व-ऐक्यकी दिशा 
यह एक उल्लेखनीय प्रगति है और इसे देखकर यह 
विश्वास होता है कि एक-न-एक दिन सम्पूर्ण विश्व एक 
होकर रहेगा, एक बृहद्‌ राज्यका रूप ग्रहण कर लेगा । 
वर्तमान देश उस विश्व-संघकी इकाईके रूपमै रहेंगे । इन 
देशमै परस्पर कमी युद्ध नहीं होने पाथेगा । विश्व-राज्य- 
की सरकारका सबपर अङ्कुश रहेगा । 





अर्डविकसित अथवा अविकसित देशोंकी सहायताके लिये 
अब भी प्रचुर धन सुलभ किया जा रहा है, यद्यपि इस 
सहायताके पीछे कुछ राष्ट्रका स्वार्थ भी छिपा हुआ है । अपना 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव जमानेके ल्वि अल्पविकसित देशों- 
को ऋण या अनुदान दिया जाता है। साम्राज्यवाद) उपनिवेशवाद 
तथा शोषणकी भावना अमी पूर्णरूपसे समाप्त नहीं हुई है। जब 
बड़े-बड़े राष्ट्र मानवताकी सच्ची भावनासे अनुप्राणित होकर 
काम करेंगे और मनुष्य-मात्रके कल्याणकी चिन्ता करेगे; 
तभी शोषण, उत्पीड़न एवं साम्राज्यवाद समाप्त होगा । 
सच पूछा जाय तो मनुष्यताके नाते प्रत्येक सम्पन्न एवं 
शक्तिशाली देशका कर्तव्य है कि पिछड़े हुए देशोंकी निर्धनता, 
अस्वस्थता, निरक्षरता आदिके निराकरगमे यथासम्भव योग 
दे, विना किसी स्ार्थके आर्थिक सहायता दे । 

कोई भी देश हो, उसकी सामाजिक व्यवस्था . न्याय 
और मानवताके आधारपर दोनी चाहिये । विषम आर्थिक 
असमानता नहीँ रहनी चाहिये | उससे असंतोष और संघर्ष- 
का जन्म होता हैं । मनुष्य-मनुष्यके बीच जो प्रेम और 
सद्भाव रहना चाहिये, वह नहीं रह पाता | एक ओर कुछ 
लोग ऊँची-ऊँची अद्रालिकाओमें रहेँ, जीवनकी सब तरहकी 
सुख-सुविधाएँ, उन्हें सुलभ रहे और बिना परिश्रम किये 
ठाटबाटका जीवन व्यतीत करें और दूसरी ओर बहुतसे 
लोगोंको रहनेके लिये छोटा-मोटा स्वास्थ्यप्रद मकान भीन 
मिले और दोनों समय सादा भोजन भी मिलनेका ठिकाना 
न हो--ऐसी व्यवस्था मानवताके आदर्शकै प्रतिकूल है। जो 
मोटर तथा वायुयानमै बैठकर यात्रा करते हैं, शीत-ताप- 


नियन्त्रित कक्षमें बैठते और सोते हैं; जो जाड़ेमें एकके ऊपर 
एक कई गरम कपड़े पहनकर निकलते हैं ओर गर्मामें 
खसकी टट्ियोके अंदर बिजलीके पंखेके नीचे बैठकर सुख 
लूटते हैं, उन्हें हृदयहीन तथा कठोर नहीं बनना चाहिये। 
उन दीन-दुखियोपर उनकी दया होनी चाहिये, जो माघ-पूसके 
घोर जाड़ेमे त्रिना किसी गरम कपड़ेके रहते द और कड़ी- 
से-कड़ी गरमीमें खुले आसमानके नीचे खेतोमे या सडकौ- 
पर काम करते हैं । दीन-दुखियाका कष्ट और अभावयुक्त 
जीवन देखकर जिनका हृदय द्रवित नहीं होता, और जो सेवा- 
सहायताके लिये नहीं तैयार होते) वे सच्चे अथमि मानव कहलाने- 
के अधिकारी ही नहीं हैं । मनुष्यतासे रहित ऐसे हृदयहीन 
ढोरगौको चाहे जितना भौतिक ऐश्‍वर्य और बेभव प्राप्त हो) 
उन्हें धन्य नहीं कदा जा सकता । वे चाहे जितना गर्व 
करें, उनका जीवन हेय है। आज रामराज्य या सर्वोदय- 
समाजकी जो कल्पना की जाती है) उसका तात्पर्य यही है 
कि समाजका ऐसा नव-निर्माण होना चाहिये) जिसमें जीवन- 
की आवश्यक सुविधाएँ सबको समानरूपसे प्राप्त हाँ, आर्थिक 
असमानता अधिक न हो और सब लोग एक दूसरेके प्रति 
प्रेम, सहानुभूति तथा सदूमाव रखें | किसी तरहका अन्याय) 
अत्याचार और शोषण न दो । 





जन डा 


मानवताका नैतिकता तथा आध्यात्मिकतासे बड़ा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। कोई व्यक्ति यदि सदाचारी नहीं है, नेतिक आदशमि 
उसकी आस्या नहीं दै, परमात्माकी सत्ताम विश्वास नहीं दै 
तथा यदि उसमें सहृदयता तथा सात्विकता नहीं है तो मानवता- 
की भावना उसमें स्फुरित नहीं होगी । जो अपना स्वार्थ दबा- 
कर दूसरोंका उपकार और सहायता करनेके लिये तेयार 
रहता है, उसीमै मानबताके बीज अङ्कुरित होते हैं । संत 
बिनोबाने “गीता-प्रवचन? मै एक स्थानपर लिखा है कि मनुष्य- 
ने अपने चारों ओर खार्थका संकीर्ण घेरा बना रखा है) 
जिसके बाहर वह निकल नहीं पाता | इस घेरेको तोड़े बिना 
और उसके बाहर निकले बिना कोई व्यक्ति मानवतावादी 
बन नहीं सकता । अपने हृदयको विशाल और उदार 
बनानेकी आवश्यकता है । प्रेमकी परिधिका विस्तार अपेक्षित 
है । जो अपने ऊपर कष्ट झेलकर भी दूसरोके हित-चिन्तनमैं 
लगा रहता है, वही मानवताको अपना धर्म बना सकता है। 
मानवताके मार्गपर चलनेके ल्यि नैतिकता तथा आध्यात्मिकता- 
का सम्बल होना आवश्यक है । इस यात्रामै धर्म भी बड़ा 
सहायक हो सकता है । जो धर्मसे रहित अथवा अधामिक है; 


२३० 


% मानच वही जो स्वाथ तज होता पथिक परमार्थंका ४ 





TT 


उसमें मानवताकी प्रवृत्ति सहजरूपसे उत्पन्न नहीं होगी । 
इसके विपरीत, जिसकी आत्मा धर्मम लगी हुई है अथवा 


जो धर्मात्मा है, वह सहज ही मानवताका उपासक बन 
जाता है । 


मानव-जीवनका उच्चतम कर्तव्य या लक्ष्य क्या होना 
चाहिये, इस सम्बन्धसे बड़ा मतभेद रहा है । प्राचीन भारतीय 
समाज कभी नित्ृत्तिमार्गकी ओर झुका और उसके चरम 
बिन्दुतक पहुँच गया एवं कभी प्रदृत्तिमार्गकी ओर 
झुका तथा उसकी चरम सीमातक पहुँच गया | सांख्यबादी, 
योगी तथा वेदान्ती-सबने जगतूकी नशवरताका विवेचन करते 
हुए उसे त्याग देने अथवा उससे अलिप्त होकर रहनेका उपदेश 
दिया । निवृत्तिवादी अरण्यवासके समर्थक थे । उनका 
विश्वास था कि संसार छोड़कर जंगळमें या किसी पर्वत-कन्दरामै 
जाकर रहने और तप करनेसे ही मोक्ष मिलेगा । जिन्होंने 
इस तरह अपने मोक्षके लिये साधना और तपस्या की, वे 
धन्य ही थे; किंतु आधुनिक दृष्टिकोणसे बह मार्ग सर्वोत्तम 
नहीं कहा जा सकता । संसारके बीच रहकर अधिक से-अधिकर 
लोगोंके कल्याणकी चिन्ता करना, सामूहिक रूपसे सत्रकी 
उन्नति और उत्कषका मार्ग प्रशास्त करना ही अधिक 
श्रेयस्कर है । महात्मा गांधी और संत विनोबा-सरीखे 
मनीष्रियोंका जीवन केवल अपने मोक्षः या कल्याणके लिये 
नहीँ था । कोटि-कोटि मानवोंके उद्धारका ध्येय अपने सामने 
रखकर उन्होने काम किया है | लोककल्याण तथा लोकसंग्रहका 
यह मार्ग ही अधिक श्रेयस्कर प्रतीत होता है | तभी तो हम 
देखते हैं कि श्रीरामकृष्ण परमहंस; स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 
रामतीर्थ, स्वामी दयानन्दःजैसे आध्यात्मिक महापुरुषाने 
घूम-घूमकर अधिकाधिक लोगोंको कल्याण-मार्गपर चलनेके 
लिये प्रेरित किया । अनेक ऐसे संत हो गये हैं, जिनके 
उपदेशोका सार यही था कि भगवानके दरबारमै सभी सनुष्य 
समान हैं) भगवद्भक्ति तथा भगवत्कृपाके सभी अधिकारी हैं | 
सबको ईर्प्या-दवेष, छल-परपञ्च त्यागकर आपसे प्रेमके साथ 
रहना चाहिये । कोई भेद-भाव नहीं रखना चाहिये | यही 
मानवताका सच्चा रूप है | 
सर्वोदयके प्रसिद्ध विचारक और दार्शनिक दादा 
धर्माधिकारीने संत विनोबाजीकी पुस्तक “जय जगत्‌? की 
भूमिकार्मे लिखा है कि “भारतवर्षमें सांस्कृतिक भावना मानव- 
व्यापी रही ।? भगवान्‌ शंकराचार्यकृत देवीस्तोत्र्म “खदेशो 
अुबनत्रयम्‌? पद आया दै । महाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध संव 


है । उसे बड़ा संतोष होता है 





श्रीतुकारामजीने भी लिखा है “हम विष्णुदास, हमारा भुवन. 
जयमै निवास |? गोस्वामी तुलसीदासका यह दोहाड भी 
प्रसिद्ध है--'जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि ७ 
अपने देशमै संतोंकी एक लंबी परम्परा रही है। उनके 
हृदयसे जो वचन अथवा वाणियाँ निकली हैं, वे मानवताकी 
भावनासे ओतप्रोत हैं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने जीवनभर लोककल्याण किया | 
गीताके तीसरे अध्यायमें श्रीकृष्णने अर्जुनको उपदेश देते हुए 
लोकसंग्रहपर बड़ा बल दिया है । उनके अनुसार लोक- 
कल्याणकारी पुरुष ही श्रेष्ठ कर्मयोगी है | उन्होंने छोकसंग्रहके 
लिये कर्म करना आवश्यक बतलाया है तथा राजा जनकका 
उदाहरण भी दिया है | इलोक इस प्रकार है-- 


कर्मणेव हि संसिद्धिसास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पउयन्‌ कर्छुमहँसि ॥ 


अर्थात्‌ जनक आदिने मी इस प्रकार कर्मसे ही सिद्धि 
प्राप्त की थी । इसी प्रकार छोकसंग्रहपर भी दृष्टि रखते हुए तुझे 
कर्म करना ही उचित है | तीसरे अध्यायके इस छोकसे कुछ 
ही आगे यह भी कहा गया है कि “लोकसंग्रह करनेकी इच्छा 
रखनेवालेको आसक्ति छोड़कर निष्काम भावसे कर्म करना 
चाहिये |? गीताके पॉचवें अध्यायके पचीसवें छोकमें यह मी 
बतला दिया गया है कि जो सब प्राणियोंके हितमे रत रहते हैं) 
उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है | इसी प्रकार गीताके सोलहवें 
अध्यायमें देवी-सम्पत्तिको मोक्षप्रद बतलाया गया है । प्रथम 
तीन “छोकोमे देवी-सम्पत्तिके अन्तर्गत जो छब्बीस रुण गिनाये 
गये हैं, वे जिंस मनुष्यमें होंगे, वह मानवता-प्रेमी और 
मानवतावादी ही होगा । सब प्राणियोंपर दया; साच्विक 
इत्ति, कर्मफलका त्याग, तृष्णाका त्याग, शान्ति, अहिंसा, 
सत्यजसे गुणोंके समूहको ही दैवी सम्पत्ति कहते हैं । हम 
यह निस्संकोच कह सकते हैं कि गीता और उपनिषद्‌ 
मानवताके धर्मका ही प्रतिपादन करते है| 

ऋग्वेद कहा गया है---विश्वदानीं सुमनसः स्याम 
अर्थात्‌ हम सर्वदा प्रसन्न रहे | इस मनः प्रसाद अथवा 
मनकी प्रसन्नतासे सारी वाधाएँ शान्त हो जाती हैं | मनः- 
मसादका आश्रय लेकर मनुष्य विपत्तिको नदियोंको सुख- 
गा सा मन:पसादको रक्षामै लोकः 


"गी बुद्धि बहुत सहायक होती है | दूसरे शब्दम 
तथा छोक-कल्याणमें वो रहनेसे मन प्रसन्‍न रहता 


| अतः जो मानवतावादी 


हि 
A 


Rd, 





~ > ~ 
# भक्ति आर तत्त्वक्षानकी परिसीमा- मानवता * २३१ 








अथवा मानवताके सेवक हैं, उनका मनःप्रसाद सदेव स्थिर 
रहेगा | उनका जीवन सुख और संतोषके साथ बीतेगा । 
दुःख और चिन्ता उन्हें कम व्याप्त होगी । ऋग्वेद शिक्षा 
दी गयी है--“पुमानू्‌ युमांसं परिपातु विश्वत? अर्थात्‌ एक 
दूसरेकी सदैव सहायता और रक्षा करना मनुष्योंका मुख्य 
कर्तव्य है । इस प्रकार प्राचीन ग्रन्थोमे ऐसी प्रचुर सूक्तियाँ 
पायी जाती हँ, जो मनुष्यको मानवताके लिये प्रेरित करती हैं । 
भारतकी प्राचीन संस्कृतिमें विश्व-वन्छुत्वकी भावना मिळती 
है । उससे यह शिक्षा मिलती है कि जीवात्मा समस्त प्राणियोंमें 
अपमेको और अपनेमें समस्त प्राणियाँको स्थित देखे । 
महाभारतके झान्तिपर्वमे एक स्थलपर कहा गया हैं-- 

यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । 

य एवं सततं वेद सोऽञ्ृतत्वाय कल्पते ॥ 

इसका अर्थ यह है कि अपने शारीरके भीतर जिस तरह 
ज्ञानस्वरूप आत्मा है, वेसा ही आत्मा दूसरोंके शारीरमे भी 
है । जिस पुरुषको निरन्तर ऐसा ज्ञान बना रहता है, वह 


अमृतस्वको प्राप्त होनेमै समर्थ है | जो व्यक्ति सबको अपनी 
ही तरह समझेगा, वह कभी किसीके साथ अन्याय-अत्याचार, 
छल-कपट नहीं करेगा | वह सबकी सेवा-सहायता करनेके 
लिये तैयार रहेगा--वही मानवतावादी होगा | 
विज्ञानने सव देशोंको एक दूसरेके बहुत निकट ला 
दिया है | बीच-बीचमें बाधा और अवरोध आते रहनेपर भी 
मनुष्य निरन्तर विक्रासकी दिझामें प्रगति कर रहा है । उसे 
उस विन्दुतक पहुँचना दै, जहाँ सम्पूर्ण विश्व एक शासनके 
अन्तर्गत आ जायगा, समग्र मानव-जाति एक विशाळ 
परिवारकी तरह रहने लगेगी | आजके युगमें जब मनुष्य एक 
दूसरेके समीप आते जा रहे हैं, तब यह उचित ही है कि बे 
एक दूसरेकी सेवा-सहायता करना सीखें, मानवमात्रके 
कल्याणकी चिन्ता करें | सानबतावाद आजका युग-धर्म बन 
जाना चाहिये । 

सर्वे अवन्ठु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 

सर्वे भद्गाणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 








भक्ति ओर तत्वक्ञानकी 


परिसीमा--मानवता 


( लेखक--पं० भ्रीदेवदत्तजी शास्री ) 


सानवदाका सहज क्रस 
मानवता; इन्सानियत और हंथुमैनिटी--ये तीनों विभिन्न 
भाषाओंके शब्द एक ही अर्थ मानव-कर्तव्य या मानव-धर्मके 
बोधक हैं | मानवताका सम्बन्ध मानवसे है | जिसे मानवता 
प्रिय होती है, बही मानव या मनुष्य है और जो देहको ही 
अपना सर्वस्व समझता है, वह जीव है | जब हम मानवताका 
मूल्य न समझकर केवळ अपने दारीर और प्राणोंको ही 
सँभाळते और पालते हैं, तब यह निश्चय समझ लेना चाहिये 
कि हम मानवताके समीपतक नहीं पहुँच पाये हैं । 
मानवताके समीपतक पहुँचनेके लियि मानवताका लक्ष्यार्थ 
और उसके गुणोंको सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिये । 
मानवताका सीधा-सादा अर्थ है--सबके प्रति समभाव रखना। 
मानवताका प्रारम्मिक गुण दया है | दया ही वस्तुत; मानव- 
धर्मकी बुनियाद है-- 
दया धर्मका मूक है, पाफमूझ अभिमान \ 
तुरुसी दया न छॉड़िये, जब लग घटने प्रान ॥ 
दयासे घर्म और अहंकारसे अधर्मका उद्भव ओर बिकास 
होता है। मानवता एक सिद्धि दै, इसे प्रात करनेकी प्रारम्भिक 


भूमिका दया है । दयाके बाद क्रमशः अनेक गुर्णोका उद्भव 
प्रकृत्या हुआ करता दै। दया तवतक नहीँ उत्पन्न होती, जबतक 
हमारे अंदर आत्मभावका उदय नहीं होता । जीवनको 
एक महात्रत मानकर हमको विवेकका सहारा लेना चाहिये । 
अपने तथा दूसरोंके अनुभवोंका मन्थन करके जीवनका सार 
निकालना चाहिये और साथ ही उससे शिक्षा भी ग्रहण करते 
रहना चाहिये । जिस प्रकार हमारी आवश्यकताएँ और 
इच्छाएँ होती हैं; उसी प्रकार दूसरोकी भी हुआ करती हैं--- 

यह भावः ऐसा विचार हमें अपने हृदयम हरदम रखना 
चाहिये । ऐसे विचार उत्पन्न होते ही हम अपनी 
आवश्यकताओं और इच्छाओंको रोककर दूसरेंकी इच्छाओं 
और आवश्यकताओंकी पूर्तिके, लिये संतोषपूर्वक हर प्रकारके 
कष्ट सहन करनेके लिये जब उद्यत रहने लगें, तब हमे समझना 
चाहिये कि हम मानवताके पथपर आरूढ़ हुए हैं । जहाँ 
दममें समताका भाव उदय हुआ; वहाँ अपनेतकमें ही सीमित 
लगनेवाळा आत्मभाव व्यापक और सार्वभोम प्रतीत होने 
लगेगा । जिस क्रमसे हमारे अंदर मानवताको वृद्धि शोती 
रहेगी; उसी क्रमसे हममे सढुणोंकी बृद्धि होती जायगी और 
हमारे आत्मभावका विकास होता जायगा | 


२३२ 


# मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका अ 


= MMMM 





सानवताके प्रारम्भिक गुण दयाके कारण हमारा आत्म- 
भाव पीड़ित व्यक्तितक पहुँच जाता है और हमें अपने निजी 
सुखके लिये संयम करना पड़ता है, जिससे अनेक कष्ट भी 
उठाने पड़ते हैं | साहस और पुरुपार्थके काम भी करने पड़ते 
हैं । इसके बाद त्याग, सहनशीलता, विवेक, उदारता आदि 
सानवताके अनेक गुणौंका उदय हमारे अंदर होने लगता है । 
गुणोंके विकासके साथ ही हमारी मानवता भी विकसित होने 
लगती है । यही मानवताका सहज क्रम है | इस क्रमको 
समझ लेनेपर तथा इसके अनुकूल अपने व्यवहार और 
बर्ताव बना लेनेपर हमें मानवताकी सिद्धि आसानीसे प्राप्त 


हो सकती है । 
जीवन-सन्र 

मानवताके सिद्धि-मार्गपर सफलतापूर्वक अग्रसर होनेकी 
दृष्टिसे हमे अपने जीवनका वास्तविक मूल्य समझनेके लिये 
दृद धारणा और दृढ़ आस्था बनानी चाहिये | इस धारणा 
और आस्थाके अनुसार हमें संकुचित पारिवारिक भावनाओंका 
परित्याग करना चाहिये । अपने अंदर “वसुधैव कुटुम्बकम्‌? 
की सार्वभौम भावनाका उदय करके शुद्ध और विशाल बनने- 
की चेष्टा करनी चाहिये । 


अवश्य ही यह कॉटोका पथ है---कहने और लिखनेमें तो 
बहुत सरळ है, किंतु इसे प्रयोगमे लानेके लिये बहुत ही साहस और 
स्यागकी आवश्यकता है; क्योकि विशाळ, विस्तृत क्रियाक्षेत्रमै 
अनेक ऐसे व्यक्ति हैं; जिनके काम किसी अभाववश रुके हुए 
हैं, उन्हें हमारी शक्ति और बुद्धिकी आवश्यकता है और 
हमारा कर्तव्य है कि उन्हें हम उदारतापूर्वक सहायता दै । 
यह भी सम्भव है कि अपना कर्तव्य निभानेमें हमारी शक्ति 
कम पड़ जाती दै, मर्यादित हो जाती है। तव भी हमे निराश 
या हताश नहीं होना चाहिये; क्योंकि शक्ति अवश्य सीमित हो 
गयी है; किंतु कर्त्तव्यकी मर्यादा असीम है । अपनी शक्ति 
और बुद्धिको मर्यादित समझनेमै ही वस्तुतः हमारा श्रेय है, 
हमारी मानवताकी सिद्धि इसीभें संनिहित है | 


जीवन वह महासत्र दै, जो कभी भी पूरा होनेवाला नहीं 
है । इसकी सर्वा ज्ञपूर्ति समदृष्टिमे ही है । छोटे-से छोटे कर्तव्य- 
को पूरा करनेमें हमे अपनी मानवताको ही बढानेकी चेष्टा 
करनी चाहिये- पद? प्रतिष्ठा, यश, धन नहीं, कृतघ्नता, 
अन्याय? अपवाद; अप्रतिष्ठा मिलनेपर मी हमारे अंदर दया 
और क्षमाकी मात्रा कम न होने पाये; इम उत्तरोत्तर उदार 


Mme So 
बनें यही चेश करनी चाहिये । हमें इस बातपर विश्वास रखना 
चाहिये कि जिस जीवन-महासत्रके हम अध्वर्यु हैं और हमारे 
जिस हृदयने इसे स्वीकार किया है, वही हमारा साक्षी है | उस 
सत्रको सर्वाङ्ग समाप्त करनेके निमित्त हमे सव कुछ सहन 
करनेकी शक्ति हृदयसे मिलती रहेगी। निस्संदेह हमारा 
शाश्वत जीवनसत्र पूरा होकर रहेगा | इसी सिद्धिके लिये हमें 
मानव-जीवन मिला है । 

मानवताके अवरोधक 

मानवताके सिद्धि-मार्गपर चलते हुए अनेक अवरोधोंका 
भी सामना करना पड़ता है | उनमें मुख्य ये हैं--- 

विवेककी कमी | 

आदर्शकी गलत कल्पना । 

प्रतिष्ठाका लोभ । 

सुखको इच्छा । 

उपयुक्त विषय जब मानवताके मार्गमे आ जाते है, तब 
सीधे रास्ते चलता हुआ मनुष्य उल्टे रास्ते लगकर अपनी 
मानवता खो बैठता है । किंतु वह इसे आत्मपतन न समझ- 
कर आत्मगोरव समझता है | इसलिये अपनी मानवता 
कायम रखनेके लिये मनुष्यको सदैव सतर्क और सावधान 
रहना चाहिये । वह सोच-समझकर अपना आदर्श स्थिर करे, 
कीतिप्रतिष्ठाके मोहजालसे दूर रहे और सदैव विवेक-बुद्धिको 
अपनाये रहे । 

जो व्यक्ति अपने अंदरकी मानवतासे प्रेम करता है? वह 
केवळ अपनी ही मानवताको बढ़ानेका इच्छुक नहीं रहता! 
बल्कि संसारमरकी मानवताको बढ़ानेके लिये सतत प्रयत्नशील 
रहता दै । उसे अपने इस लक्ष्यकी सिद्धिके लिये प्राणोतककी 
आहुति देनी पड़ जाती है । 

बुद्ध, ईसा, सुकरात, गुरु तेगबहादुर, महात्मा गांधी 
आदि अनेक महापुरुष ऐसे हो गये हैं, जिन्होंने सत्य और 
मानवताके लिये जीवनभर महान्‌ कष्ट झेळे, आत्माकी आहुति 


दी | प्रत्यक्ष है ऐसे महापुरुषों-जेसी मानवता यदि सहल 


्यक्तियोमं होती तो उन्हें अपने प्राण न गँवाने पड़ते | 
मानवता-निष्ठ विवेकी व्यक्ति हर विपरीत परिस्थितिको 
समझता है, हर जरिलताका हल खोज निक्रालता है । 
उसके स्वयंके आचरण ऐसे होते हैं कि मनुष्य-मनुप्यक्रे बीचके 
जम्बन्ध खच्छ, सात्त्विक और आत्मभाबसे सम्पन्न हों) उनमें 
सामाबिकता आये । विवेकी पुरुषोंके सदाचरणसे वातावरण 





ओ भक्ति और तत्त्वज्ञानकी परिसीमा--मानवता १ 


स्वतः पवित्र बन जाया करता है, दूसरोमे सद्भावोंकी बृद्धि 
होती है अन्योन्याश्रय-सम्बन्धकी वृद्धि होती है । 

इच्छाएँ दुर्दम्य होती हैं, प्रकृति परिवर्तनशील होती 
है । पता नहीं किस समय हम मानवसे दानव बन जाय | 
हमारी वासनाएँ राक्षस बनकर कभी भी हमारी मानवताको 
निगल सकती हैं । ऐसी स्थितिमें हम विलासको ही विकास 
समझने लग जाते हैं । 

मोह और अज्ञानको दूरकर ओर विवेकको शुद्ध और 
सूक्ष्म बनाकर यह समझना चाहिये कि जीवनके अन्ततक 
हमें क्या प्राप्त करना है | हम आत्मदौर्वल्य और आत्महीनता- 
के कारण जीवनका अन्तिम लक्ष्य भूलकर अपनी कामनाओंकी 
पूर्तिके लिये भटकने लग जाते हैं | जहाँ कहीं भी कामना- 
पूर्तिकी मृगतृष्णा दिखायी पड़ती है, वहीं हमें देवत्वका वास जान 
पड़ता है। यह हमारी दुर्बलता है, भावुकता है। हम इतने भावुक 
बन जाते हैं कि मानवतासे जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्तिको 
ईश्वरके पदपर तुरंत बैठा देते हैं और इससे अपना और उसका भी 
अहित कर बैठते हैं । धार्मिक आचरण, ईश्वरमक्ति, शीलता 
आदिसे अनहंकार; विनम्रता, कृतज्ञता आदि गुण आते हैं । 
ऐसे आध्यात्मिक पथपर चलता हुआ मानवताका उपासक 
भक्त भी कभी-कभी प्रतिष्ठाके व्यामोहमे फँसकर अपनेमें 
देवत्वका अनुभव करता हुआ मानवता खो बैठता है। 
आकाज्लाएँ मानवताकी विडम्बना हैं, अवरोधक हैं । इच्छा- 
तृष्णासे मानव और उसकी मानवताकी महती हानि हुआ करती 
है । इसलिये संयम, धैर्य, विवेक, पुरुषार्थ, दया; क्षमा; सत्य 
और विनम्रतासे मानवताका पथ निष्कण्टक; सुगम और स्पष्ट 
बनानेके लिये सावधान और यत्नशील होना चाहिये । 
मानवता मानव-जातिका गौरव है; यह विश्वशक्तिका वह 
वरदान है, जिससे मानव-समूहका शाश्वत कल्याण हो रहा है । 


मानवताका आदि-स्रोत वेदिकसंस्कृति 

वेदमै जिस संस्कृतिका प्रतिपादन हुआ है) वह केवल 
भारतीय जातिके लिये नहीं वरं संसारकी सभी मानव- 
जातियोंके लिये है । यह संस्कृति “सार्वभौम अस्तित्व” रखती 
है । वस्तुतः वेदिक संस्कृति मानव-संस्क्ृति है; 
क्योंकि यह मानवमात्रकी उन्नति चाहती दै, किसी विशेष 
देश या जातिकी नहीं । 

वैदिक संस्कृतिमे वे सभी तत्त्व विद्यमान हैं, जिनसे 
मानवता विकसित और परिपुष्ट हुआ करती है । आत्मा ओर 


मा० अं० ३०-— 


२३३ 








परमात्माकी सत्तामै अटल विश्वास रखना ही वैदिक संस्कृतिका 
मूल उद्देश्य है । यह एक ऐसा विश्वास है, जो मानवके हृदय 
और मस्तिष्कमै आध्यात्मिकता उत्पन्न करता है । 
आध्यात्मिकताकी परम परिणति विश्वबन्धुत्वमे ही नही; समस्त 
भूतोंको आत्मवत्‌ समझनेमें है । हमारी संस्कृति प्राकृतिक 
सुखके साथ उपभोग करनेकी शिक्षा देती है और 
संयम मानवताका विशिष्ट गुण है । वेदिक संस्कृति प्रकृति 
और भौतिकताकी सत्ताको भी खीकारकर शारीरिक एवं 
भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके ल्यि, प्राकृतिक उन्नतिके 
लिये भी हमें प्रेरित करती है । किंतु इतनी चेतावनी वह अवश्य 
देती है कि प्रकृति और भौतिक पदार्थ परमात्मा ओर आत्माके 
अधीन हैं, इसलिये प्रकृतिकी उन्नति करते समय आध्यात्मिक 

उन्नतिको भुला न देना चाहिये । आज संसार हा हा-ग्रस्त है । 

अविश्वास, अभाव) ईति-भीति; साम्राज्यलिप्सा आदि नानाविध 

विपदाएँ मानवताको ग्रस्त किये हुए हैं । इसका कारण 

आध्यात्मिकताकी उपेक्षा ही है । आवश्यकता तो यह है कि 

प्राकृतिक ओर आध्यात्मिक उन्नतिका समन्वय किया जाना 

चाहिये । 

मानवताकी जड़े सत्यपर ठहरी हुई हैं | वेदिक संस्कृति 
मनुष्यको सत्यकी उपासना करनेका आग्रह करती है | वह 
कहती है कि हर मनुष्यको सत्यका पूर्ण उपासक बनना 
चाहिये | सत्यपर धरती टिकी हुई है, सत्यकी उपासनासे ही 
राष्ट्र समुन्नत ओर समृद्ध हो सकते है» | मनुष्यको झुठसे 
घोर द्वेष रखना चाहिये तथा आपसमै किसीके प्रति द्वेषभाव न 
रखना चाहिये | सबके साथ समता और मित्रताका व्यवहार 
करना चाहियो] । और सबको सबसे स्नेहयुक्त मीठी वाणी 
बोलनी चाहिये! । 

वैदिक संस्कृति त्यागवादपर आधारित है, न कि भोगवाद- 
पर । मानवता त्यागकी छायामें ही पनपती, फूलती और 
फळवती होती है । प्रेमपूर्ण अहिंसामूलक जीवन व्यतीत करना 

* सत्येनोत्तभिता भूमिः ( ऋग्वेद १० । ८५ । १ ); सत्यं 
बृहदृतम ** ` पृथिवीं धारयन्ति (अथर्ववेद १२ । १ । १ )। 

1 घोरासो अनृतद्विषः ( ऋग्वेद ७ । ६६ । १३ ); अविद्वेषं 
कृणोमि वः ( अथर्ववेद ३ । ३० । १ ); मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि 
भूतानि समीक्षे ( यजुवँद ३६ । १८ )। 

1 यद्वदामि मधुमत्तद्वदामि ( अथर्ववेद १२ । १ । ४८ ); 
जिह्वाया मूळे मधु मे जिह्घामुळे मधूलकम्‌ (अथर्ववेद १ ।३४। २) । 


२३४ क मानव वही जो साथे तज होता पथिक परमार्थका * 


० 1-5 





वेदिक संस्कृतिका लक्ष्य और मानवताका चरम उदूदेश्य है । 
अपरिग्रह और त्यागके साथ सांसारिक पदार्थौका उपभोग 
करना मानव-जीवनका सिद्धान्त है$ । अस्तेय-लो भसे दूर रहकर 
जीवन बिताना श्रेयस्कर है । धोखा देकर, अपहरण करके 
किसीका धन हडप लेना मानवताके विरुद्ध असांस्कृतिक कृत्य है| । 
भोग-विलाससे अनासक्त रहकर, मन-इन्द्रियोंको संयमित करके 
ब्रह्मचर्य, तपोमय) सरळ; सादा, सहनशील जीवन बिताना 
चाहिये | । मनुष्यको सौ वर्षतक जीवित रहनेका प्रयत्न करना 
चाहिये और इस अवधिमै आयुपर्यन्त सत्कर्म करते रहना 
चाहिये । निष्क्रिय और आलसी बनकर नहीं जीना चाहिये $। 
मानव वही दै, जिसमें पुरुषार्थ है, संयम है, सहनशक्ति 
है और सवंतोभावसे निर्भयता है» । 


बैदिक संस्कृति मनुष्यको पवित्र, कर्मठ, समृद्ध और 
पुरुपार्थी तथा वीर बनाती है । संस्कृतिके इन तत्त्वांको क्रियात्मक 
रूप जब दिया जाता है, तब ये ही तत्व मानवताके नामसे 
अभिहित होते हैँ | अथर्ववेद ३ | ३० में सात मन्त्रोंका एक 
सूक्त है; जिसे सांमनस्यसूक्त कहा जाता है | यह सूक्त विश्वके 
किसी भी राष्ट्रके निवासियाँके लिये सब प्रकारकी भौतिक, 
आध्यात्मिक उन्नतिका साधन है | इन मन्त्रोंका भाव यही है 
कि सब लोग परस्पर हिळ-मिलकर रहें | कल्याणी वाणी 
बोलें । आपसमै विद्वेष, अविश्वास न रखें; सम्यक्‌ ज्ञान रखकर 
हिल-मिलकर कार्यभारको वहन करें। सभी स्नेहके बन्धनमे 
बँधे रहें । हर वस्तुका उपभोग आपसमें बॉटकर प्रेम 
पूर्वक करें । आपसी बर्ताव इतना घनिष्ठ और निस्स्ार्थ होना 
चाहिये जेसे एक गाय अपने नवजात बछड़ेके साथ करती है। 

इसी प्रकार ऋग्वेदके दसवें मण्डलमै चार मन्त्रीका एक 
सूक्त (१९१) है, जो सामूहिक, राष्ट्रिय और सामाजिक अम्यु- 
दय प्रास करानेवाला है । इस सूक्तके प्रथम मन्त्रमै भगवानले 
राष्ट्रिय अभ्युदयकी प्रार्थना की गयी है । शेष तीन मन्त्रे 
भगवानूने ऐश्वर्य और अभ्युदयःप्रासिका उपाय बतलाते हुए 

# तेन त्यक्तेन भुन्नीथा: | ( यज्ञः ४० । १ ) 

1 मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ । ( यज्ञः ४० । १ ) 

| बरह्मचयेण तपसा देवा मृत्युमपाञ्चत । ( अथर्ववेद ११ । 
५।१९) 

§ कुवेन्नेवेद कमौणि जिजीविषेच्छत% समाः । ( यजुः 
४० | २) र 

% अभयं पश्चादभय mes का ( अथवेवेद्‌ 
१३।१५।५)। एवा मे प्राण मा विभेः । ( अधवंवेद २ । १५। १ ) 


PORTIS 
कहा है कि जो लोग आपसमें हिल-मिलकर रहते हैं, परेमालाए 
करते हैं, जिनके हृदय और मन प्रेमसे लबालव मरे रहते हैं 
जो आपसी सहयोगसे विविध प्रकारका ज्ञानार्जन करते हैं, 
जिनकी मन्त्रणाएँ और मन्त्रणासमाएँ. समान होती हैं-_जिनमे 
सभी बिना किसी भेद-भावके समानरूपसे भाग लेकर मिल. 
जुलकर विचार-विमर्श करते हैं, जो एक दूसरेकी भलाईके 
लिये सब प्रकार की हवि देनेके ल्यि-सव प्रकारका त्याग करने- 
के लिये उद्यत रहते हैं, जिनके संकल्प और निश्चय सर्व- 
सम्मतिसे हुआ करते हैं, वे समी प्रकारके ऐश्वर्य और अभ्यु- 
दयके शिखरपर चढ़ सकते हैं | उनके लिये कुछ भी दुर्लभ 
नहीं है । 

उपर्युक्त सूक्तोके भाव भारतीय संस्कृतिके मूळ सिद्धान्त 
और विश्व-मानवताके मूल आधार हैं, जिनमें भक्ति और तत्त- 
ज्ञानकी अमन्द मन्दाकिनी प्रवाहित हो रही है । इन सूक्तम 
मानवताका मूल्य निहित है; मानवताकी भूमिका है और 
मानवीय आदशाँका सुन्दरतम निदर्शन है । 

मानवताके विकासक सूत्र 

मानवताका विकास बहुत आसानीसे अपने दैनिक व्यव- 
हारों और विचारोंद्वारा किया जा सकता है । ईशावास्य-उप- 
निषद्‌ मानवताका विकाससूत्र ही है । इस उपनिषद्के प्रत्येक 
वाक्यभे मानवता समायी हुई है । केवल दो सूत्र हम यहाँ उप- 
स्थित कर रहे है-- 

१. ईशा वास्यमिद<सर्वेम--यह तारा संसार ईश्वरसे 
ओतःयोत है । समस्त विश्वमैईश्वरकी ही सत्ता व्याप्त है । ईश्वरका 
राज्य साम्राज्यवादी नहीं होता | जिस प्रकार ईश्वर मङ्गलमय 


है, उसी प्रकार उसकी सत्ता--उसका शासन मी मङ्गलमय है। 


ईश्वरकी सत्ता स्वीकार कर लेनेसे हमारा अहं दूर हो जाता 
? हमारा स्वामित्व समाप्त हो जाता है; क्योकि ईश्वरकी सत्ता 
खीकार करनेपर हम उसे छोड़कर किसी वस्तुका भोग नहीं 
कर सकेंगे । वस्तुत: व्याग और भोगके बीचकी दीवार हटानेका 
यही एक सुगम उपाय है । जहाँ त्याग और भोगके भेदको 
समासत कर दिया गया, वहीं मानवता प्रतिष्ठित हो जाती है । 


२. मा गृधः कस्पखिद्धनम्‌-जब हमारे अंदर तृष्णा 
और भोगके सति ईर्घ्या-भाव रहता है, तभी हम दूसरेके धनकी 
आकाङ्का करते हैं | यदि ईश्वरकी सत्ता स्वीकार कर त्यागको 
अपनाया जाय तो दूसरोंके भोगोंके प्रति ईर्ष्या और तृष्णाका 


उद्य हो ही नहीँ सकता | उपर्युक्त दोनों सूत्रोंका यही 


% व्यर्थ जीवन ॐ 


२३५ 





_-्््स्स्प्म््न्व्स्प्प्स्स्स्स्स्स्््स्स्स््व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्््््््् 


सार है कि ईश्वरकी सत्ताको पहचानकर त्यागबृत्तिसे जीवन 
व्यतीत करना चाहिये और दूसरोंके भोगोंपर कभी भी. ईर्ष्या: 
आकाङ्का नहीं करनी चाहिये । इन सूत्रौको व्यवहारमै लानेसे 
अपने और परायेका भाव दूर होकर परमात्मबुद्धिका विकास 
होता है, जहाँ मानवताकी परिसीमा है । 


३, कल्याणी सत्ता-मानवताके विकासमें कल्याणी 
सत्ताका बहुत बड़ा योग है । कल्याणी सत्ताका 
तात्पर्य जगतूके साथ समरसताका व्यवहार स्थापित करना 
है । यह सत्ता सत्त्वगुणप्रधान होती है । इसका शासन आध्या- 
त्मिक होता है । राजस-शासन व्यक्ति और समाज दोनोमेसे 
एकका भी वास्तविक कल्याण करनेमै असमर्थ सिद्ध 
हुआ है; क्योकि उसका संविधान केवळ भौतिक स्वार्थ 
की सिद्धिपर अवलम्बित रहता है । उसमें कूटनीति, छलना 
और राग-द्वेषका माध्यम रहता है । आन्तरिक और बाह्य 
विरोधो--मतमेदौंका भय सवार रहता है। इसीलिये,राजस-सत्ता 
कमी स्थायी नहीं हुआ करती । किंतु कल्याणी सत्ता आत्माका 
पूर्ण विकास करती है । दया, क्षमा; स्नेह, वात्सल्य, सौहार्द? 
उदारता, सत्य, समता आदि अनेक सद्‌गुण कल्याणी सत्ताके 
माध्यम हुआ. करते है--जिनसे सद्बत्तियोका विकास होता है; 
जन-जनका आत्मिक विकास होता है । किसी प्रकारके संघर्ष 
होनेका कोई कारण उपस्थित ही नहीं होता । राजस-सत्ताकी 
महत्तामै क्षुद्रता निहित रहती है और कल्याणी सत्तामें 
शाश्वत महत्ता निहित रहती है । यह सत्ता जीवकी जडता- 
को दूरकर उसे विज्ञुद्ध चेतन बना देती है और जगतूके 
साथ क्रियात्मक समता, एकता स्थापित करती है । 


सानवताका लक्ष्य 


मानव-मानसमे अनेकधा मोह प्रकट और प्रच्छन्नरूपमें 
निवास करते हैं । मानवता मानवको अन्तर्मुखी बनाकर) 





शुद्ध विवेकसे सम्पन्न करके उसके मोहका आमास ही नहीं, 
प्रत्यक्ष ज्ञान कराती है तथा मानवीय सभी शक्तियोंकी बृद्धि 
करके उसे पूर्ण बनाती है । कमी-कमी ऐसा भी होता है कि 
सदूविचारोंमे दोषोका सम्वन्ध स्थापित हो जाता है । मनुष्यका 
तत्वज्ञान कोरा श्रम बन जाता है । कोई भी विचारधारा, 
साधन और तत्वज्ञान कितना ही आकर्षक और महत्त्वपूर्ण 
क्यों न हो; यदि उससे सद्युणोंका विकास न हो, आत्म- 
भावोंके अनुसार आचरण करनेकी क्षमता न हो; कर्तव्य और 
पुरुषार्थकी इद्धिके ल्यि कोई अवकाश न हो तो वह तत्त्वशान 
साधन और विवेक काठके लड्डके समान होता हे; क्‍योंकि 
मानव-जीवनको सफल बनानेवाली मानवताका उसमें लेश 
भी नहीं रहता । 

विकासके लिये किसी नवीन वस्तु या विचारकी उदू: 
भावना नहीँ करनी पड़ती । अन्तर्निहित शक्तिको केवल 
बाहर निकालना पड़ता है । भक्ति; उपासना; कर्म और तत्त्वज्ञान 
विकसित होकर जव पूर्णाबस्थाको प्राप्त होते है, तब साधकको 
यह बोध हो जाता है-- 

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पू्णोत्‌ पूर्णमुदच्यते । 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेवावशिष्यते ॥ 

__बह पूर्ण है, यह पूर्ण है । पूर्णसे पूर्ण निष्पन्न होता है 
णस पूर्णको निकाल लो तो भी पूर्ण ही शेष रहता हि | 
तात्पर्य वही है जो मानवताका चरम लक्ष्य है । अर्थात्‌ 
बिश्वात्मा पूर्ण है, विश्व पूर्ण दै, पूर्णसे पूर्ण निकला हे । उसत्ति- 
से पूर्ण न तो बढ़ता है और न प्रलयसे घटता ह्दीहै। 

इस प्रकारका बोध मानवता कराती है। ऐसा बोध हो 
जानेपर मानवःमन परम शान्त हो जाता है । उसके आत्मिक 
बिकासका द्वार खुल जाता है । इसमें श्रद्धा भी है और समा- 
चान भी है । यही भक्ति और तच्वज्ञानकी परिसीमा है, जिसे 
मानवता कहते हैं । 


--५>7-<*८४७६०--५९-7 


व्यर्थं जीवन 


बीत गये दिन भजन बिना रे ! 


बाल अवस्था खेल गँवायो, जब जवानि तब मान घना रे ॥ १ ॥ 

लाहे कारन मूळ गँवायो' अजहुँ न गइ मनकी तुसना रे। 

कइत कबीर सुनो भाई साधो | पार उतर गये संत जना रे ॥ २ ॥ 
कबीर 


+e 


२३६ 
1011... ती 














स्मृतियोंमें मानवता-रक्षाके कुछ अमोघ उपाय 


- कै मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 





PE 


( छेखक--पं ० श्रीरामप्रतापजी त्रिपाठी शास्री ) 


मानवताको महत्ता सभी धर्मों ओर सम्प्रदायोमे, स्वीकार 
की गयी है । मानव-जीवन पाकर इस धरतीपर सुख- 
शान्तिपूर्वक रहनेकी उत्कृ कलाको ही मानवताकी संज्ञ 
दी जा सकती है | संसारके सभी विचारकोंने अपने-अपने 
ढंगसे मानव-जीवनको सुख-शान्तिपूर्वक व्यतीत करनेके उपाय 
समय-समयपर बताये हैं | यह बात दूसरी है कि देश 
और कालकी परिस्थितिके अनुसार उनमें यत्र-तत्र किंचित्‌ 
भिन्नता भी मिलती है; किंतु समष्टिरूपसे जहाँतक मानव- 
जीवनके एकान्त निःश्रेयसकी कल्पना है, वहाँ सभी एकमत 
हैं। व्यक्तिकी स्वाभाविक बिक्ृतियोंको दूर हटाकर उसमे 
समष्टि अथवा समाजके सर्वतोमुखी कल्याणकी कल्पना ही 
मानवताकी रक्षा है । इसीको प्रकारान्तरसे मानवमै सानवताकी 
स्थिरता अथवा देवत्वकी प्रतिष्ठा भी हम कह सकते हैं । 


देवताओंकी कथाएँ हम सुनते हैं । उनके आदर्श चरितो- 
के सम्बन्धमें कवियोंक्री कल्पनाओंका आनन्द हम लूटे हैं, 
किंतु किसी देवताको अपनी आँखों देखनेका सौभाग्य हमें 
नहीं मिला है । सम्भव है, सभी युगों अथवा कालोंमे यही 
स्थिति रही हो । किंतु मानव-रूपोमें देवत्वकी रक्षा करनेवाले 
महानुभावीका उज्ज्वल जीवन हमें आज भी प्रेरणा देता है 
कि इस संसारमे मनुष्यके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। 
वास्तवमै देवत्वकी यही कल्पना मानवताकी सच्ची प्रतिमूति 
है । संसारके सभी अञ्चलोंमै समय-समयपर जन्म लेनेवाले 
महापुरुषोंके जीवन-चरित्र ही मानवताकी उत्तम कसोटी हैं। 
जिन सद्‌गुर्णोको ग्रहणकर तथा दुर्गुर्णोको त्यागकर मानव 
अपनी परिधिसे ऊपर उठता है, वे ही मानवताकी रक्षाके 
मूल उपादान हैं। संसारके समी धर्मों और सम्प्रदायोमें, 
समी भूखण्डो और कार्लोमै, उनके द्वारा ही मानवताकी 
उत्कृष्ट कल्पना की गयी है। विश्वके सुविस्तृत वाडःमयमें 
जितनी भी सत्कथाएँ हैं; जितने भी आदर्श चरितनायक 
हैं, जितनी भी सृक्तियाँ अथवा उपदेश हैं, धर्मवाक्य 
अथवा ईश्वरीय संदेश है, उन सर्बोमै मानवताकी रक्षाके 
लिये ही उपाय बताये गये हैं । अथवा मानवता-रक्षा ही 
उन सबका उपजीव्य विषय है । जब कमी किसी कारणवश 
मानवताकी रक्षा कठिन हो जाती है, 'चतुदिक अनाचार 


और अत्याचारका बोलबाला होता दै, अधर्मके चरणके नीचे 


. है। देश और 


धर्म दबा लिया जाता है अथवा आसुरी भावनाएँ मानवता- 
को निगलनेकी तैयारी करती हैं, तब मानवताकी रक्षाके 
लिये ही किसी अतिमानव अथवा अवतारी महापुरुषका 
आविर्भाव होता है और वह फिरसे एक बार मानवताकी 
दुहाई फेरकर संसारको सतर्क कर जाता है । सृष्टिका 
यह अनादि क्रम कभी खर्वित नहीं हुआ । संसारके सभी 
अञ्चलोमें यह सृष्टिब्यापार अबाधरूपसे चलता रहता है। 
आयंधर्ममै स्मृतियोंका निर्माण केवल मानवताकी रक्षा- 
के लिये हुआ है | समय-समयपर युगकी आवश्यकताओंको 
देखनेवाले क्रान्तदर्शी ऋषियोंने अपनी व्यापक अनुभूतिर्यो- 
का इनमै ऐसा रस घोला है कि वे ईश्वरीय वाणीके समान 
आज भी हमारे जीवनको सुख-शान्ति देनेमै समर्थ हैं । 
उनकी एक भी ऐसी उक्ति नहीं है, जो काळरेखाके अति- 
क्रमणके कारण आज भी उपेक्षणीय अथवा धूमिल हुई हो। 


संसारके सभी जीवोंके साथ उचित रीतिसे जीवन-यापन- 
की शिक्षा देनेवाली ये स्मृतियाँ वास्तवमै मानवताकी अजस 
खोतस्विनी हैं । ऐसी किसी समस्या अथवा ऐसी किसी 
परिस्थितिकी मानव-जीवनमें कल्पना भी नहीं की जा सकती; 
जिसका समाधान इन स्मृतियोमे न किया गया हो । इनमें 
केवल मानवताकी रक्षाके उपाय ही नहीं वर्णित हैं, अपितु 
मानवताके सवतोमुखी उत्थान एवं विकासकी सम्भावनाओंके 
साथ मानव-जीवनके सभी कर्मों, विकर्मों एवं अकमाकी भी 
मीमांसा की गयी है । भगवद्गीताके- 


कमेणो झपि बोद्धव्यं बो्धन्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्र बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ 
(४। १७) 
इस वचनका अनुपालन ही स्मृतियोंका उपजीव्य दै; 
क्योकि भारतीय मान्यताके अनुसार कर्मकी गति अति गहन 
कालके अनुसार एक ही कर्म कमी धर्म हो 
जाता है और कमी अधर्म बन जाता है । मनुष्यके कर्तव्य 


और कैतव्यकी निर्देशिकाके रूपमै स्मृतियोंका आर्यजातिमै 


सदवसे ऊँचा खान रहा है । स्मृतियोंक्रा कथन है कि विदित 


ल साग) निन्दित अनुष्ठान तथा इन्द्रियोंका 
दै न करनेके कारण मनुष्य मानवतासे गिरता दै, उसका 


# स्मृतियोमे मानवता-रक्षाके कुछ अमोघ उपाय + 









पतन हो जाता है और इन सबकी शिक्षा उसे स्मृतियों- 
द्वारा ही प्राप्त होती है । याज्ञवल्क्यने मानवताके पतनकी 
मीमांसा करते हुए यही कहा है-- 
विहितस्थाननुष्ठाना न्निन्द्तिस्य च सेवनात्‌। 
अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनझुच्छति ॥ 


फलितार्थ यह हुआ कि धर्मशास्त्रानुमोदित अथवा 
कुल-परम्परागत कर्मोको करनेसे तथा लोक एवं शास्त्रे 
निन्दित कर्मोका त्याग करनेसे ओर अपनी इन्द्रियोपर उचित 
सीमातक नियन्त्रण करके मनुष्य मानवताकी रक्षा कर सकता 


है। इन सबकी शिक्षा स्मृतियोद्वारा ही सम्भव है; क्योंकि 


कार्याकार्यकी व्यवस्थाका दायित्व भगवान्‌ श्रीकृष्णके शब्दोंमें 
इन्हीं स्मृतियोपर निर्भर है--तस्माच्छास्द्र॑ प्रमाणं ते 
कार्याकार्यव्यवस्थितो ॥ इनमें आचार; लोकाचार) सदाचार; 
देशाचार, कुलाचार; शिष्टाचारादिके जो वर्णन किये गये हैं, 
उन सबका उद्देश्य मानवताकी सव प्रकारसे रक्षा ही है । 
यद्यपि किसी-किसी प्रसङ्गमै इनमें कहीं-कहीं कुछ मतभेद 
दृष्टिगत होते हैं, तथापि समय-समयपर उस-उस युगकी 
आवश्यकताके अनुरूप उल्लेख होनेके कारण उन मतभेदोंका 
कोई विशेष मूल्य नहीं है । उनकी एकवाक्यताके अनेक 
अवसर इनमें उपस्थित किये गये हैं । 
स्मृतियोंमें मानवताके रक्षार्थं आचारपर विशेष बल 

दिया गया है । यही कारण है कि भारतीय जीवनमे इस 
पाश्चात्य सम्यताके अन्धानुकरणके युगमै भी आचारकी महिमा 
थोड़ी बहुत शेष है । कैसा कोई भी राजनीतिक नेता हो, 
विद्वान्‌ धर्मोपदेश हो, ग्रन्थम्रणेता, कवि या साहित्यकार हो, 
यदि उसके चरितमे तनिक भी आचारद्दीनता दिखायी 
पड़ी कि वह आज मी समाजद्वारा उपेक्षित और निन्दित 
हो जाता है । दूसरे देशोमे अथवा पश्चिमी सभ्यतामै आज 
आचारकी इतनी महिमा नहीं है; किंतु यहाँ मतुसे लेकर 
जितने भी अन्यान्य धर्मशाञ्रकार हुए दै, सबने मनुके 
इस वाक्यको ही प्रकारान्तरसे दुहराया है 

“आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः ।? 

“वेदोऽखिलो धर्म मूळमाचारस्तु प्रकीर्तितः ।? 

आचारेषु व्यवस्थानं शौचमित्यभिधीयते । 

प्रशस्ताचरणं नित्यमम्रशस्तविवजेनम्‌ ॥ 


आचारवन्तो मनुजा लभन्ते आयुश्च वित्तं च सुतांश्च सौख्यम्‌ । 
चमं तथा शाश्रतमीशलोकमत्रापि विद्वज्जनपूज्यतां च ॥ 





२३७ 
इस प्रकार आचारको मानवताका मूलाधार माननेवाले 
हमारे स्मृतिकारोंने सर्वत्र उसकी प्रशंसा गायी है | आचारकी 
यह सीमारेखा मनुष्यके निजी जीवनतक ही सीमित नहीं है, 
प्रत्युत उसमें समाज एवं संसारके हितार्थ सभी उत्तमोत्तम 
प्रसङ्गोंका संनिवेश है । उनके द्वारा ही इहलोक एबं 
परलोककी सफलता निश्चित बतायी गयी है और उन्हे ही 
धर्मका साक्षात्‌ पर्याय बताया गया दै-- 


चतुर्णामपि वर्णानामाचारो भमेपालनम्‌ । 
प्रज्ञा तेजो बळं कान्तिब्रैह्मचर्येण वधते ॥ 


प्रज्ञावान्‌, तेजस्वी, बलवान्‌ एवं कान्तिमान्‌ पुरुष ही 
समाजकी शोभा है । जिस समाजमें ऐसे पुरुष या स्त्रिया 
नहीं रहेंगी, वह चिरकाळतक जीवित नहीं रह सकता । 
स्मृतियोके मतानुसार जिस प्रकार मानवताका मूलाधार आचार 
अथवा सदाचार हैं, उसी प्रकार आचार एवं सदाचारकी 
प्रतिष्ठा ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सम्भव है । जो व्यक्ति ब्रह्मचारी 
अथवा इन्द्रियजयी नहीं है; वह कभी समाजका वास्तविक 
कल्याण नहीं कर सकता । भला; उससे दूसरोंका क्या कल्याण 
सम्भव दै, जो स्वयं अपना कल्याण नहीं करता । स्मृतियोंका 
स्पष्ट मत है कि मनुष्य ब्रह्मवर्यके द्वारा ही समी सदाचारोंकी 
रक्षा कर सकता है और तभी उसके द्वारा इद्दलोक एवं 
परलोककी रक्षा भी सम्भव है । 

ब्रह्मचर्यके अनन्तर स्मृतियामे अपने कुलागत आचार 
एवं परम्पराकी रक्षापर बल दिया गया है । वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी 
प्रतिष्ठाके निमित्त निर्मित स्मृतियाँके लिये यह सर्वथा स्वाभाविक 
भी था; क्योकि यदि एक वर्ण अथवा आश्रमके लोग अपने 
कर्मोको नीचा तथा दूसरेके कर्माको ऊँचा अथवा अपने 
कमको ऊँचा एवं दूसरेके कमोंको नीचा मानते तो समाजमे 
बड़ी विषमता फैल जाती । फलतः चाहे जिस जातिका व्यक्ति 
हो, उसे अपने लिये विहित कमोंद्वारा ही कल्याणका भाजन 
बताना स्मृतियौका मन्तव्य है । निम्नलिखित बचन प्रायः 
सभी स्मृतियोंमें दै-- 


स्वघर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः । 
अथवा-- 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधमांत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
अथवा-- 


येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यति ॥ 





२३८ 


# मानव वही जो खाथं तज होता पथिक परमाथेका # 








अथवा--- 


स्वानि कमोणि कुवोणा दूरे सन्तोऽपि मानवा; । 
प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कमंण्यवस्थिताः ॥ 


अपने-अपने लिये विहित कर्मों एवं कर्तव्यौंकी मर्यादाके 
निश्चयके साथ-साथ स्मृतियौने सभी वणो एबं आश्रमौके 
हितार्थ जो व्यापक नियम बनाये हैं, वे और भी उपादेय हैं । 
यद्यपि इन नियमौकी संख्या अथवा इयत्ता निर्दिष्ट करना 
कठिन है--क्योंकि स्मृतियांकी संख्या अधिक है, तथापि स्थूल- 
रूपसे यह कहा जा सकता है कि सभी स्मृतियो एवं अन्यान्य 
धर्मशास्रके ग्रन्थोका निचोड यही है कि इस संसारमै सर्वत्र 
व्याप्त जिस परम तत्वका दर्शन हम करते हैं, उसमें लीन हो 
जाना ही मानव-जन्मका चरम लक्ष्य है । उसकी प्रासिके जो 
भी अन्यान्य उपाय हौँ, सबसे सुगम उपाय यही है कि 
सभी जीवनम आत्मतस्वका दर्शन करें और ऐसा कोई कर्म 
दुसरोके लिये न करें, जो अपने ल्यि प्रतिकूल दिखायी 
पड़ता हो । 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ । 
अथवा-- 
स्व॑मात्मनि सम्पञ्येत्‌ सच्चासच समाहितः । 
अथवा--- 


अतो यदात्मनो5पथ्यं परेषां न समाचरेत्‌ । 


जो बात अपने लिये प्रतिकूल अथवा दुःखदायी हो 
सकती है, वह दूसरोंके लिये भी वैसी ही होती है | अतः 
समी चराचरमें आत्मतत्वको देखनेवाला यह अकर्म केसे कर 
सकता दे । 


अति संक्षेप स्मृतियोमे वर्णित मानवताके उद्धारक 
उपादानोंकी राशिमेंसे चुने गये एक-दो मूल उपादार्नाकी 
चर्चा मैंने की दै । इनकी रक्षा करनेवाला कभी मानवतासे 


———————— 


च्युत नहीं हो सकता । वह कभी कोई सुकर्म या यज्ञ करे या 
न करे; जप-तप करे या न करे; किंतु यदि वह सर्वत्र आत्म 
तत्वका अन्वेषी अथवा द्रष्टा है और सभी जीवोंके प्रति 
आत्मवत्‌ व्यवहार करता है तो वह कभी गिर नहीं सकता । 
सम्भवतः इस तथ्यको अवगत करनेके बाद ही ये पंत्तियाँ 
लिखी गयी थीं--- 

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


स्मृतियोंके मूलतत्त्वोंकी रक्षाके निमित्त निर्मित अठारहों 
पुराणोंके सारांशरूपमै परोपकारको पुण्य और परपीड्नको 
पाप घोषित करके भगवान्‌ वेदव्यासने मानवताकी रक्षाका 
अमोघ उपाय बतलाया है । धर्मशास्रोमे प्रकारान्तरसे 
इसीका पढ्लवन किया गया है ओर इसी मन्तव्यको 
यह नीचेकी पंक्ति भी प्रकट करती है-- 

न हि कल्याणकृत्कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति । 


परोपकारी कभी दुर्गति नहीं देखता अथवा परोपकारसे 
बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीँ है--मानवताकी रक्षाका इससे 
बढ़कर दूसरा कोई उपाय क्या हो सकता है । यदि 
समाजमे यह भावना गहराई प्रास कर ले और हम सभी 


- अपने पुरजन, परिजन और पड़ोसीकी आपदा-विपदामें 


सहायक होने लगें तो संसारकी सारी विपत्ति बहुत कुछ दूर 
हो जाय । प्रेमके इस पुण्य-सरोवरमे समाजकी सारी कालिमा 
स्वतः धुळ जाय । भोगवादी प्रबृत्तियौका उन्मूलन होने लगे 
और आजकी पाश्चात्य अर्थमूलक जीवन-पद्धतिके कारण जो 
सारी समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं, वे समाहित हो जायँ और 
ऊपर हाथ करके चिल्लानेवाले उस महान्‌ भविष्यद्रश एवं 
विचारकके इन शब्दोंका मर्म हम समझने लगे-- 


धमोदु्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेब्यते । 





HELE 


Eo 1) २ 


गोविन्द-नाम क्यों भूल गया ! 
क्यो तू गोबिंद नाम बिसारो। 


अजहूँ चेति, भजन करि हरि कौ, काळ फिरत सिर ऊपर भारौ ॥ 
धन-छतदारा काम न आवे, जिनहि लागि आपुन पौ हारो। 
सूरदास भगवंत-भजन बिजु, चल्यौ पछिताइ, 


नयन-जल ढारौ ॥ 
नसूरदासजी 


“क €€€€€-€:4- 


IS CCC 





ERE — 


3222228 ES 54 


bs A Ss Bs 2 ee 


# -मानवताकी प्रतिष्ठा भगवान्‌ श्रीराम # 


मानवताकी प्रतिष्ठा भगवान्‌ श्रीराम 


( स्चयिता- श्रीगोकुलप्रसादजी त्रिपाठी एम्‌० ए० ) 


(१) 
अन्याय अत्याचार जब संहार बनकर आ गया। 
आखुर-नियंत्रण-जन्य हाहाकार द्श-द्क छा गया॥ 
तब आर्त, शरणागत जनोंकी करुण विकल पुकार पर। 
अवतरित परमात्मा हुआ अवधेश-खुतका रूप धर॥ 


(२) 
जिनका चरित आधार पहले काब्यका पावन बना। 
जिसको श्रवण कर आज भी, होते पतित उन्नतमना॥ 
आदर्श मानव-धर्सके रखती सकल जिनकी कथा। 
वह सार्वेदेशिकः सार्वकालिक सत्यजीचन एक था॥ 


(३) 
चे सत्य-पाळनके लिये चौदह बरस वनमै रहे। 
ऋषि-साधु-सज्ञन-त्राण-हित अगणित अमित संकट सहे ॥ 
कर अन्त आसुर-राज्यका सुख शान्ति दी संसारको । 
दृढ़ दे दिया आधार मानव भाव और विचारको ॥ 
(४) 
परिजन, प्रजा सब प्राणियौके जो परम प्रिय प्राण थे। 
जिनके विरहमें अवध नरनारी हुए प्रियमाण थे॥ 
शुह-गीध-शबरी-कपिःविभीषण प्रणत जन अपने किये। 
है आज मनुज समाज जिनके राजके सपने लिये ॥ 
(५) 
युग युग करेगी प्रथ-प्रदर्शन पुण्यमय उनकी कथा। 
अनुगम्य मानव मात्रसे वह सर्वदा ही सबेथा॥ 
है नाम ही जिनका अहो ! भवसिन्धुकी नौका अमर। 
मानव ! उन्ही श्रीरामकी उरमे प्रतिष्ठा आज कर ॥ 

















ॐ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
ऋडि-सिडि-दाता गणेशजी 
अकथ अपार भव-पंथ के चले को श्रम 
हरन करन बिजनासे बर-दाइए । 
इहि लोक परलोक सुफळ करन कोक- 
नद-से चरन हिये आनि के जुड़ाइए ॥ 


अलि-कुल-कलित कपोल भ्याइ ललित, 
अनंदरूप सरित में भूषन अन्हाइए । 


` पाप-तरु-भंजन बिघन-गद्‌-गंजन, 


भगत-मन-रंजन द्विरद मुख गाइए॥ 


“महाकवि भूषण 


बालक मृनालनि ज्यों तोरि डारे सब काल, 

कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को । 
'बिपति हरति हठि पद्मिनी के पात सम, 

पंक ज्यों पताल पेलि पठवे कलुख को ॥ 
दूरि के कलंक अंक भवसीस-ससि सम, 

राखत है केसौदास दास के बपुख को । 
सॉकरे की सकरन सनमुख होत तोरे, 

दसमुख मुख जोव गज-मुख-मुख को ॥ 

महाकवि केशवदास 
— SNR 


SN NSN 


कल्याण = 





विप्रनाशक श्रीगणेशजी 





| 


# मानवताके उपकरण % २४१ 








मानवताके उपकरण 


( केखक--श्रीयुलाबरायजी एम्‌० ए० ) 


मानवताके गुण 
आत्माका प्रकाश और विकास तो सब स्थानोंमें है-- 
मिट्ठीके ढेलेसे लगाकर सभी निर्जीव पदार्थोमें और चींटीसे 
कुञ्अरतक सजीव पदारथोमै तथा उनके मुकुटमणि मानव-देवमें 
मी; किंतु मानवमै वह सबसे अधिक है | नरत्व नारायणत्वकी 
श्रेणी है। आत्मा हमको विस्तारकी ओर ले जाती है, “वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌” का पाठ पढाती है । मानवताके इसी व्यापक 
दृष्टिकोणसे हम मानवता-सम्बन्धी गुणोपर विचार करेंगे । 
सत्य 
सत्य मानवताका एक मौलिक सिद्धान्त दै । सत्य मीतर- 
बाहर उभयत्र वाञ्छनीय है । सत्यको मनसा-वाचा-कर्मणा 
अपनाना चाहिये । सत्य बातका गोपन करना भी उतना ही 
असत्य है; जितना कि असत्य बोलना । शाब्दिक सत्यका ही 
निर्वाह आवश्यक नहीं, वरं उसके हार्द या उसकी 
आत्माका भी । 
सत्यके ऊपर ही निजी और सामाजिक एवं अन्ताराष्ट्रिय 
सम्बन्ध स्थिर रह सकते हैं | कथनीकी पुष्टि करनीसे होनी 
चाहिये । सच्ची मानवता दिखावा नहीं स्वीकार करती । 
अपनी कमजोरीको स्पष्टरूपसे स्वीकार कर लेना सदाचारी 
बननेकी विडम्बनासे कहीं श्रेयस्कर है | जो मनुष्य अपनी 
कमजोरीको स्वीकार कर लेता है; वह दूसरोंकी कमजोरियोंके 
प्रति सहानुभूति दिखा सकता है । 
he (NN ०००५ 
दूसरेके दृष्टिकोणको महत्व देना 
मानवताके दृष्टिकोणसे सभी पक्षोंके सत्यको देखना 
चाहिये | हम यदि मालिक हैँ तो नौकरके यदि साहूकार हैं तो 
देनदारके, यदि अध्यापक हैं तो विद्यार्थीके दृष्टिकोणके विपरीत 
पक्षका अध्ययन करना आवश्यक है | सत्यके एक ही पक्षपर 
बल देनेसे मनुष्य दूसरेके साथ न्याय नहीं कर सकता | न्याय 
मी सत्यका ही एक व्यावहारिक रूप है | न्याय अपने और 
दूसरोके कर्तव्यों और अधिकारोंके सत्यकी स्वीकृति है | न्यायका 
अर्थ अपने लिये ही न्याय नहीं) वरं दूसरोंके लिये भी--उसी 
मानदण्डसे, जिससे हम अपने लिये चाहते हैं | हमको बेचने 
और खरीदनेके बाट एक-से रखने चाहिये | जिस मानदण्डसे 


मा० अं० ३१-- 


हम विदेशियाँसे न्यायकी अपेक्षा रखते थे, उसी मानदण्डसे 
हमको हरिजनों और अन्य शोषित वर्गोके साथ न्याय करना 
सिखानेके लिये ही महात्मा गांधीने हरिजन-आन्दोलनको 
महत्व दिया । समस्याको दूसरोंकी आँखोंसे देखना भी 
आवश्यक है । 
महात्मा गांधीकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे 
दूसरेके पक्षको सबसे अधिक महत्ता देते थे । वे उसका पूरा- 
पूरा ईमानदारीके साथ अध्ययन करते थे । चम्पारनमै गोरे 
जमीदारोके विरुद्ध आन्दोलन आरम्म करनेसे पहले उन्होंने 
उनके पक्षका पूरा अध्ययन कर लिया था । 


अहिंसा 

अहिंसा भी सत्यका पूरक रूप है । अहिंसा व्यावहारिक 
सत्य है | अहिंसामें दूसरेके अधिकारोकी, विशेषकर जीवनाधिकार- 
की स्वीकृति रहती है। अहिंसा भी मनसा-वाचा-कर्मणा-तीनोसे 
ही होती है । अहिंसाके पीछे 'जीओ और जीने दो? का 
सिद्धान्त रहता दै । सह-अस्तित्वका सिद्धान्त अहिंसापर ही 
आधारित है । जहाँ अहिंसाका मान नहीँ) वहाँ मानवता 
नहीं । अहिंसा मानवताका पर्याय है । मनुष्यको उस जानके 
लेनेका कोई अधिकार नहीं, जिसको वह दे नहीं सकता । 
हिंसा केवल जान लेनेमे ही नहीं दै) वरं दूसरोके खत्वं और 
स्वाभिमानको आघात पहुँचानेमै भी होती है । 

पर-खाभिमान-रक्षा 

दूसरोंके स्वाभिमानकी रक्षा अर्थात्‌ किसीमै हीनताका 
भाव उत्पन्न न होने देना मानवताकी प्रमुख माग है । रंग; 
रोग, अकुलीनता और किसी अंरामे निर्धनता भी मनुष्यके 
हाथकी चीजें नहीं हैं; उनके कारण उसे नीचा समझना या 
उसे उसकी हीनताका अनुभव कराना जलेपर नमक छिड़कना 
है। नैतिक पतनके कारण हम किसीका बहिष्कार कर सकते हैं, 
किंतु उसमें भी सह्ृदयता अपेक्षित रहती है । उसके पतनके 
कारणौंको समझना और उनको दूर करना मानवताके 
अन्तर्गत है । 


शिष्टता 


यह गुण वचन और व्यवहार दोनोसे सम्बन्धित है। 


व -8- 


२४२ 





# मानव वही जो सार्थं तज होता पथिक परमार्थका & 











8 भी सत्यका एक पूरक अङ्ग है। 'सत्यं बूयात ही आवश्यक 
नहीं है, 'प्रियं ब्रूयात्‌? भी अपेक्षित है । वचनकी प्रियता ही 
दूसरोमे हीनता-भावको उत्पन्न होनेसे रोकती है । जो लोग 
सत्यको प्रियरूप नहीं दे सकते, उनका अहं प्रबल हो जाता 
है । अहंभाव समाजमें टकराहरेँ पैदा करता है और संघर्षका 
जनक बन जाता है | विनय विद्याका ही भूषण नहीं; वरं 
सत्यका भी भूषण है । शिष्टता विनयका ही दूसरा नाम है । 
हमारी शिष्टता सत्यसमन्वित होनी चाहिये । शिष्टता; दम्म 
या धोखेबाजीका रूप न धारण कर पाये; इसका सदा ध्यान 
रखना चाहिये । 


सहिष्णुता 

सहिष्णुता एक ऐसा गुण है, जो सत्यवादीके लिये 
आवश्यक है । उसमें अपने सत्यके प्रतिपादनके लिये कष्ट- 
सहनकी ही क्षमता नहीं होनी चाहिये, वर धैर्यपूर्वक दूसरोंकी 
बात सुनेकी और सोचनेकी भी क्षमता होनी चाहिये । जो 
इस प्रकारकी सहिष्णुता नहीं रखते; वे सत्यको एकाङ्गी बना 
देते है | परःधर्म-सहिष्णुता शान्तिका एक आवश्यक उप- 
करण है । 


आत्मोपम्य-दृष्टि 
भ्रीमद्धगवद्गीतामें आत्मीपम्य-दृष्टिकी इस प्रकार व्याख्या 
की गयी है--- 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पऱ्यति यो$जुंन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 


आत्माके दृष्टान्तसे जो सबको एक-सी दृष्टिते देखता है 
और सोचता है कि जिस चीजसे मुझे सुख होता है उससे 
दूसरेको सुख होगा और जिससे मुझे दुःख होता है, उससे दूसरों- 
को भी दुःख होगा; वही परम योगी है । इसीलिये कहा गया 
है---आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ | जो सब 
मानवोंको समानरूपसे देखता है, वही सच्चा मानव है। 
मानवताका गुण मानवोंके प्रति व्यवहारमें ही सीमित नहीं 
„ वरं मानवेतर सभी प्राणियोंके सम्बन्धमै लागू होता है । 
तभी मगवानने गीतामें कहा है 
` विद्याविनयसम्पन्ने ह्मणे गवि हस्तिनि | 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
अर्थात्‌ पण्डितलोग विद्या और विनयसे सम्पन्न ( विद्याके 
साथ विनयको ब्राह्मणके लिये भी आवश्यक माना गया है--) 








आझणमें, गाय, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल्मे समान दृष्टि 
हैं । सहानुभूति भी आत्मौपम्य-दृष्टिका ही एकरूप है | , 

सहानुभूति आत्माके विस्तारका परिचायक है। जो मनुष्य 
सबमें एक ही आत्माका विस्तार जानते हैं, वे अवश्य दूसरोके 
साथ सहानुभूति रखेंगे | 


निर्बेलपर बलप्रदर्शन न करना 

निःशस्र, स्री और रोगीपर हथियार चलाना वीरताक़े 
विरुद्ध माना गया है | हमलोगोंकी यह साधारण-सी दुर्बलता 
है कि सबलके आगे दव जाते हैं और निर्बलपर अपना अधिकार 
जतानेका प्रयत्न करते हैं, उसको अपनी शक्तिसे आतङ्कित 
करनेसे मी नहीं चूकते | सचा मानवतावादी अपनी हानिकारक 
शक्तियोपर कमी गर्व नहीँ करता । उनके कारण तो वह सदा 
लजित ही रहता है । हमें निर्बलको अपनी शक्तिका भय नहीं 
दिखाना चाहिये; क्योंकि भयको प्रीति स्थायी नहीं होती और 
दूसरेको कमजोर बना देती है। सबलके भयसे असत्यको 
स्वीकार करना या उसमें सहयोग देना दुर्बलता और कायरता 
है। सत्यवादी सदा निर्भय रहता है । “अभय? तमी दैवी 
णुण माना गया है । निर्बल और पतितोंका हमें सहानुभूतिपूर्ण 
आदर करना चाहिये। हरिजनोंके पास हम उद्धारकी भावनासे 


न जायें, वर उनकी सहायता भी सेवाभावसे करें, अधिकार- 
प्राप्तिकी मावनासे न करें | 


अधिकार-भावनाका त्याग 


चा मानवतावादी अधिकृतको अपनी अधिकार-भावनाते 
कभी आतङ्कित नहीं करता | न वह विद्या और धनके 
वभवसे दूसरोंको आक्रान्त करता है | शासित, सेवक तथा 
हिंदूसमाजमै खनियाँ, नीचवर्णके लोग और बेटीवाले प्रायः 
अधिकृत समझे जाते हैं और दूसरे पक्षवाळे अपनेको अधिकारी 
कर अपनी इच्छाओंकी अनुचित पूर्विको भी धर्म 


समझते है-यह दूषित मनोवृत्ति है । यह समत्व-मावना और 
मानवताके विरुद्ध ड “०५ 


पर-गुण-ग्राहकता 
गोस्वामी तुल्सीदासजीने संतस्वभावकी प्रास्तिके लिये 
उत्कण्ठा प्रकट करते हुए कहा है-__ 


'पर गुन नहिं दो कहोंगो \? 
वुलसीने अपनी दीनतामे अपने दोष गिनाये हैं | उनमें 
एक यह भी है कि ये अपने समुद्र समान पार्पोको जल-कण 
बराबर बतानेपर मी लड़ 


पड़ते हैं और दूसरोंके कण-समान 


| छ 


ॐ मानवका खरूप और महिमा % 





है, मध्यम लोगोंके लिये बालूकी लकीरके समान और नीचके 


अवशुर्णोको पहाड़के बराबर बना लेते हैं तथा दूसरेके पहाड़- 
बराबर सदूगुणोंको रजः-कणके समान समझते हैं । 
जानत हौं निज पाप जकूचि जिये जक सीकर सम सुनत करों \ 
रज सम पर अवगुन सुमेर करि गुन गिरि सम रज तैं निदरों ॥ 
दूसरोंके गुणोंकी अवमानना करना या अवशगुर्णोंको बढ़ा- 
चढ़ाकर कहना मानवताके विरुद्ध है। इसी प्रकार दूसरेके 
द्वारा किये हुए अपकारको याद रखना ओर उपकारको भूल 
जाना सजनताके विरूद्ध है । सजन लोग मित्रता ओर 
उपकारको पत्थरकी लकीरके समान; मध्यम लोग बाळूकी 
लकीरकी भाँति, जो कुछ: देरतक बनी रहती है और फिर मिट 
जाती है; ओर नीच लोग पानीकी रेखाके समान, जो तुरंत 
मिट जाती है, अपने मनपर अङ्कित रखते हैं । वैरके सम्बन्धः 
में सजन, मध्यम और नीच लोगोंका व्यवहार इससे विपरीत 
होता है | सजनौंके लिये वह पानीकी लकीरके समान होता 


२४२ 








लिये पत्थरकी लकीरके समान होता दै। कहनेका तासर्य यह 
कि सजन उपकार और मित्रताको अधिक याद रखते हैं और 
दुर्जन शत्रुताको | सजन इात्रुताको शीघ्र ही भूल जाते हैं । 

उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानि \ 

प्रीति परिच्छा तिहुन की बर बितिक्रम जानि॥ 

मानवताका व्यवहार सभी क्षेत्रमै अपेक्षित दै, चाहे 
वह निजी सम्बन्ध हो; चाहे व्यापारिक और चाहे राजनीतिक 
महात्मा गांधीकी सबसे बड़ी यही विशेषता थी कि उन्होने 
राजनीतिमें भी सत्य और मानवताका मानदण्ड ऊँचा किया | 
उनके हार्थोम राजनीति कूटनीति न रहकर धर्मनीति बन 
गयी; उस महात्माको शत-शत नमस्कार है । ईश्वर हमको 
वह सद्बुद्धि दे कि हम उनके अपनाये हुए मार्गको 
अपना सकें । 





मानवका स्वरूप और महिमा 


( केखक--डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल एम्‌० ए०) डी० लिट्‌० ) 


५५ 
मगवान्‌ वेदव्यासका एक अत्यन्त महत्तपूर्ण वचन है, 
जो उनके समस्त ज्ञान-विज्ञानका मथा हुआ मक्खन कहा 
जा सकता है । उन्होने लिखा है-- 


गुझं ब्रह्म तदिदं त्रवीमि नहि माजुषाच्छेष्ठतरं हि किंचित्‌ । 


“जो गुह्य तत्त्वज्ञान है, जो अव्यक्त ब्रह्मके समान सर्वोपरि 
और सर्वव्याप्त अनुभव है, वह मैं तुमसे कहता हूँ---मनुष्यसे 
श्रेष्ठ और कुछ नहीं है ।! सचमुच अनन्त शाखा-प्रशाखाओसे 
वेदका गुह्य संदेश यही है कि मनुष्य प्रजापतिकी सुष्टिमे 
प्रजापतिके निकटतम है । शतपथ-ब्राह्मणमें स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा है `| 

पुरुषो वे प्रजापतेनेदिष्ठम्‌ । ( शत० ४ । ३।४।३ ) 


पुरुष प्रजापतिके निकटतम है | निकटतमका तात्पर्य यही 
कि वह प्रजापतिकी सच्ची प्रतिमा है, प्रजापतिका तद्वत्‌ रूप 
हे । प्रजापति और उसके बीचमें वैसा ही सानिध्य और 
घनिष्ठ सम्बन्ध है; जैसा प्रतिरूप अर्थात असल रूप और 
अनुकृतिमे होता है | प्रजापति मूल है; तो पुरुष उसकी ठीक 
प्रतिकृति है । प्रजापतिके रूपको देखना और समझना चाहें 
तो उसके सारे नक्शेको इस पुरुषमे देख और समझ सकते 


हैं । सत्य तो यह है कि पुरुष प्रजापतिके इतना नेदिष्ठ या 
निकटतम या अन्तरङ्ग दै कि विचार करनेपर यही अनुभव 
होता है और यही मुँहसे निकल पड़ता है कि पुरुष प्रजापति 
ही है-- 


पुरुषः प्रजापतिः । ( शत० ६ ।२। १। २३ ) 


जो प्रजापतिके खरूपका ठाट या मानचित्र दै, हूबहू 
ब्दी पुरुषे आया है । इसलिये यदि सूत्ररूपमे पुरुषकी 
परिभाषा बताना चाह तो वैदिक शब्दोंमें कह सकते हैं-- 

प्राजापत्यो वै पुरुषः। (तैति०२।२। ५।३ ) 

किंतु यहाँ एक प्रश्न होता है | पुरुष साढे तीन हाथ 
परिमाणके झारीरमे सीमित है) जिसे बादके कवियोने-- 

अहुठ हाथ तन सरर, हिया केवर तेहि मोह । 

--इस रूपमै कहा है । अर्थात्‌ साढे तीन हाथका शरीर 
एक सरोवरके समान है, जो जीवनरूपी जलसे मरा हुआ दै 
और जिसमें हृदयरूपी कमल खिला हुआ है | जिस प्रकार कमल 
सूर्यके दर्शनसे, सहलरश्सि सूर्यके आलोकसे विकसित होता या 
खिलता है, उसी प्रकार पुरुषरूपी यह प्रजापति उस विश्वात्मा 
महाप्रजापतिके आलोकसे विकसित और अनुग्राणि है । प्रजापति 





प प्त र 


२४४ 





आतप है तो यह पुरुष उसकी छाया है । जबतक प्रजापतिके 
काथ पुरुषका यह सम्बन्ध दृढ़ है, तभीतक पुरुषका जीवन 
है । प्रजापतिके बलका ग्रन्थिबन्धन ही पुरुष या मानवके 
दयकी शक्ति है । जो समस्त विश्वमे फैला हुआ है, विश्व 
जिसमें प्रतिष्ठित है और जो विश्वमै ओतप्रोत है, उस महा- 
प्रजापतिको वैदिकभाषामै संकेतरूपसे 'सहख” कहा जाता है। 
वह सहस्वात्मा प्रजापति ही वैदिक परिभाषामें “वन” कहलाता 
है । उस अनन्तानन्त “वन? के भीतर एक-एक विश्व एक-एक 
अश्वत्थ बृक्षके समान है | इस प्रकारके अनन्त अश्वत्थ उस 
सहस्तात्मा “वन” नामक प्रजापतिमें हैं | उसके केन्द्रकी जो 
धारा सृष्टयुन्सुख होकर प्रदत्त होती है, उसी मूलकेन्द्रसे 
केन्द्र-परम्परा विकसित होती हुई पुरुषतक आती है । केन्द्रोके 
इस वितानमें पूर्वकेन्द्रकी प्रतिमा या प्रतिबिम्ब उत्तरके केन्द्रमै 
आता है । इस प्रकार जो सहखात्मा प्रजापति है, वही मूलसे तूलमै 
आता हुआ ठीक ठीक अपने सम्पूर्ण खरूपके साथ इस पुरुषमें 
अवतीर्ण होता है और हो रहा है । वैदिक महर्षियोंने ध्यान- 
योगानुगत होकर उस महान्‌ तत्वका साक्षात्कार किया और 
सष्टि-परम्पराका विचार करते हुए उन्हे यह अनुभव हुआ कि 
यह जो पुरुष दै) वह उसी सहस्रात्मा प्रजापतिकी सञ्ची 
प्रतिमा है-- 
पुरुषो वै सहस्रस्य प्रतिमा । 
( शत० ७।५।२।१७ ) 
जो “सहस? प्रजापति है, उसीके अनन्त अव्यक्त स्वरूपमें 
किन्ही अचिन्त्य अप्रत्य बर्लोके संघर्षणसे या ग्रन्थिबन्धनसे 
या स्पन्दनसे सृष्टिकी प्रक्रिया प्रवृत्त होती है । किसी भी प्रकार- 
की शक्ति या वेग हो, उसके लिये बलग्रन्थि आवश्यक हि | 
बिना बल्यन्थिके अव्यक्त व्यक्तभावमें, अमूर्त मृत्तरूपमे आ 
ही नहीं सकता । शुद्ध रसरूप 'प्रजापतिमै अमितभावकी 
प्रधानता है; उसमें जबतक मितभावका उदय न हो, तवतक 
सृष्टिकी सम्भावना नहीं होती । प्रजापतिके केन्द्रसे जिस 
रसका वितान या विस्तार होता है, वह यदि बाहरकी ओर 
ही फैलता जाय तो कोई ग्रन्थिसृष्टि सम्भब नहीं । वह रस 
परिधिकी ओर फैलकर जब बलके रूपमै केन्द्रकी ओर लोटता 
है; तब दो विरुद्ध भावोंकी टक्करसे स्थिति और गति या 
गति और आगतिरूप स्पन्द्नका चक्र जन्म छेता है| 
स्पन्दनका नाम प्रजापति है | स्पन्दनको बैदिक माघामे “्छ्न्द्र 
कहते हैं। जो छन्द है, वही प्रजापति है । किसी भी 
प्रकारकी फड़कनका नाम छन्द है । सारे विश्वमे द्विविरुद्ध- 





क मानच वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


णव बके य्य 
भावसे समुन्न जहाँ जहाँ छन्द या फड़कन है, व्ही प्रजापति, 
के खरूपका तारतम्य दृष्टिगोचर होता है। अतएव यह 
महान्‌ सत्य सूतरूपमै इस प्रकार व्यक्त किया गया-... जे 
प्रजापतिरेव छन्दोऽभवत्‌ । 
( शते०८।२।३ । १०) 
सृष्टिकी महती प्रक्रियामै अनेक लोकोर्मे अनेक स्तरेंपर 
प्रजापतिके इस छन्दकी अभिव्यक्ति हो रही है । उसी छन्दो- 
वितानमें सहल्लात्मा प्रजापति पुरुषमे अभिव्यक्त होता है । सूर 
मी उसी केन्द्रपरम्पराका एक बिन्दु है। ऐसे पूर्वयुगवी 
कल्पना करें, जब सब कुछ तमोभूत था, अलक्षण था और 
अम्र्त था | उस समय रस और बलके तारतम्यसे जो 
शक्तिका संघर्षण होने लगा, उसी संघर्षणके फलस्वरूप 
ज्योतिष्मान्‌ महान्‌ आदित्योंका जन्म हुआ । वेज्ञानिक भाषामै 
इसीको यों सोचा और कहा जा सकता है कि आरग्ममे 
शक्तिके समान वितरणके फलस्वरूप एक शान्त समुद्र भरा 
हुआ था; शक्तिके उस गान्त सागरमें न कोई तरङ्ग थी न 
क्षोम था । किंतु न जाने कहाँसे, कैसे, क्यों और कब उसमे 
तरज्ञोंका स्पन्दन आरम्म हुआ और उस संघर्षके फलस्वरूप 
जो शक्ति समरूपमें फेली हुई थी, उसमे केन्द्र या बिन्दु उत्पन्न 
होने लगे, जो प्रकाश और तेजके पुख बन गये | इस 
प्रकारके न जाने कितने सूर्य शक्तिकी उस प्राक्कालीन गर्गित 
अवस्थामै उत्पन्न हुए | वेदिक भाषामें व्यक्तकी संज्ञा “हिरण्य? 


है । अव्यक्त अवस्था “हिरण्यगर्भ! अवस्था थी | सममावसे 


वितरित शक्तिकी पूर्वावस्था वही “हिरण्यगर्भ? अवस्था थी, 
जिसमें यह व्यक्त या हिरण्यभाव समाया हुआ था । आगेका 
व्यक्तमाव उसी पूर्वके अव्यक्तमें लीन था | यदि सदाकाळ- 
तक शक्तिकी वही साम्यावस्था बनी रहती तो किसी प्रकारका 
वक्तमाव उत्पन्न ही न होता । शक्तिके वैषम्यसे ही महान 
आदित्यजेसे केन्द्र या बिन्दु उस शान्त शक्ति-समुद्रमै 
उत्पन्न होने लगे । पहली शान्त अवस्थाके लिये वेदमें ‹सं्रती? | 
शब्द है और दूसरी व्यक्तभावापन्न क्षुब्ध अवस्थाके लिये 
“करन्दसी? शब्द है । “संयती? शान्त आत्मा दै, क्रन्दसी' 
क्षुमित आत्मा है । शक्तिके उस समुद्रम जो क्षुभित केन्द्र 
उसन्न हुए, उन्हींकी संज्ञा “सूर्य? हुई । हमारे सौरमण्डलका 
प्रत्येक आदित्य या सूर्य सहञ्चात्मा 
मजापतिकी प्रतिमा है और वह भी ऐसी प्रतिमा कै जो विश्व- 


रूप है, जिसमें सब रूपोकी समष्टि है, जिसके 
5 मूलकेन्द्रसे सन 
रूपोका निर्माण होता है । उसीके लिये कहा गया है-- 


छ 


ॐ मानवका सरूप और महिमा ॐ 








आदित्यं गभं पयसा समळ्घि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपस्‌ 
(यज्जः १३। ४१ ) 
शक्तिके शान्त महासमुद्रमें जो आदित्य उत्पन्न हुआ, वदद 
प्रजापतिका गर्भ या शिशुरूप था । उसके पोषणके लिये पय 
या दुग्धकी आवश्यकता थी | यह कौन-सा पय था, जिसने 
उस आदित्यको पुष्ट किया १ ब्राह्मणोंकी परिमाषाके अनुसार 
प्राण ही वह पय या दुग्ध है, जिससे आदित्यरूप उस 
शिशुका संवर्धन होता है । विराट प्रकृतिमे सौर प्राणात्मक 
स्पन्दन या प्राणन-क्रियाके द्वारा ही वह विश्वरूप आदित्य 
जीवनयुक्त है, अर्थात्‌ स्व-स्वरूपमे स्थित है। वह अपनेसे पूर्वकी 
कारण-परम्पराओंका पूर्णतम प्रतिनिधि है | इसीलिये उसे 
सहखकी प्रतिमा कहा गया है | हमारा जो दृश्यमान सूर्य है, 
वह उन्हीं महान्‌ आदित्याँकी केन्द्र-परम्पराम एक विशिष्ट 
केन्द्र दै, अथवा उनकी तुळनामें यह शिशुमात्र है | इसीलिये 
वैदिक भाषामे-- 
द्रप्सश्चस्कन्द 


--कहा जाता है । अर्थात्‌ शक्तिके उस पारावार-हीन 
महासमुद्रमें जो शक्तिका प्रज्वलित केन्द्र उत्पन्न हुआ, वह 
इस प्रकार था, जैसे बड़े समुद्रसे एक जलबिन्दु टपक पड़ा 
हो । वह मद्दासमुद्र जो बाष्परूपमें था अथवा अव्यक्त था, 
उसीमेसे यह एक द्रप्स या बिन्दु ब्यक्तभावको प्राप्त हो गया 
है। यही वेदिक काव्यकी भाषा है और यही विज्ञानकी भाषा है | 
सब प्रकारकी सीमाओंसे ऊपर, सब प्रकारके गणितीय 
निर्देशासे परे जो शक्तितच्व है, जहाँ किसी प्रकारके अङ्कौका 
संस्प नहीं होता, जिसके लिये शून्य या पूर्ण ही एकमात्र 
प्रतीक है, उस अनन्त संज्ञक पूर्णमेंसे यह प्रत्यक्ष आदित्य- 
रूपी एक बिन्दु प्रकट हुआ है और इसकी संज्ञा मी पूर्ण है। 
वह “अदस्‌? है, यह (इदम्‌? है । वह मी पूर्ण है; यह भी पूर्ण 
है | इस प्रकारकी रहस्यमयी भाषा सुष्टिसे प्राक्कालीन 
अचिन्त्य और अव्यक्त तच्योके लिये विज्ञान और वेद दोनोमें 
समानरूपसे प्रयुक्त होती है । 


प्रकृतमे हमारा लक्ष्य इसीपर है कि उस अनन्त प्रजापति- 
के छन्दसे ही पुरुषका निर्माण हुआ है । उस सहख्ात्मा 
प्रजापतिकी साक्षात्‌ प्रतिमा पुरुष या मानव है । रस और 
बळके तारतम्यसे पुरुष, अश्‍व, गौ, अज) अबि-ये पाँच 
मुख्य पशु प्रकृतिमे प्राणदेवताओंके प्रतिनिधिलूपसे चुन 
डिये गये हैं, यद्यपि समस्त पशुओंकी संख्या अनन्तानन्त है | 


२४५ 











वैदिक परिमाषाके अनुसार जो गूतसष्टि दै, उसीकी संज्ञा 
पशु या प्रजा है । यह भूतसृष्टि तीन प्रकारकीहै-- 

१-असंज--जेसे पाषाण आदि; 

२-अन्तःसंज्ञ--जेसे वृक्ष आदि, और 

३-ससंज्ञ--जेसे पुरुष; पशु आदि | 

इन तीनोंमें यह प्रातिस्विक भेद क्यों है, यह पथक 
विचारका विषय है । संक्षेपमे असंज्ञ सृष्टिमै केवल अर्थमात्राकी 
अभिव्यक्ति है | अन्तःसंज्ञ सुष्टिमे अर्थमात्रा और प्राणमात्रा 
दोनोंकी अभिव्यक्ति है और ससंज्ञ प्राणियॉमें अर्थ या 
भूतमात्रा, प्राणमात्रा एवं मनोमात्रा-इन तीर्नोकी अभिव्यक्ति 
होती है । इन्हें ही भूतात्मा और प्राणात्मा और प्रज्ञानात्मा 
भी कहते हैं । प्रज्ञानात्मक जो सौर प्राण है, उसे ही इन्द्र 
कहते हैं | मानव या मनुष्यमै इस सौर इन्द्रतच्वकी सबसे 
अधिक अभिव्यक्ति है । अन्तःसंश्ञ बृक्ष-वनस्पतियोंमे वह 
प्रशानात्मा इन्द्र मूच्छित रहता है । उनमें केवल प्राणात्मा या 
तैजस आंत्माका विकास होता है। जहाँ तेज या प्राण है, वहीं 
विकास है । बीज जब पृथिवीमै जल और मिट्टी एवं एथिवीकी 
उष्णताके सम्पकमें आता है; तत्क्षण उसमें विकासकी प्रक्रिया 
आरम्म हो जाती है । अतएव उपनिषदोमें कहा गया है कि 
जो तेजस आत्मा है; वह बृक्ष-वनस्पतियोमें भी है; किंतु 
प्रशानात्माका विकास केवल मानवमें होता है | इस दृष्टिसे 
सानव समस्त विश्वमै अपना विशिष्ट स्थान रखता है । जिस 
प्रकार प्रजापति वाक -प्राण-मनकी समष्टि है, वेसे ही मानव 
मी वाकू, प्राण और मन तीर्नोकी समष्टिका नाम है । अर्थ या 
स्थूल भूतमात्राको वैदिक परिमाषामै “वाक्‌? कहते हैं । पञ्च- 
भूर्तोमै आकाश सबसे सूक्ष्म होनेके कारण सबका प्रतीक है 
और वाक या शब्द आकाशका गुण है | अतएव वाकसे स्थूल 
भूतमात्रा या अर्थमात्राका ग्रहण किया जाता है | मानवका शरीर 
यही भूतभाग है । इसके भीतर क्रियारूप प्राणात्माका निवास 
है ओर उसके भी अभ्यन्तरमें मनोमय प्रज्ञानात्माका निवास 
हे । मनकी ही संज्ञा प्रज्ञान' है । 


इस प्रकार प्रजापति और मानव--इन दोनोँमें रूप-प्रतिरूप 
या बिम्ब-प्रतिबिम्बमावका सम्बन्ध है । पुरुष प्रजापतिकी सच्ची 
प्रतिमा है । इसका यह अर्थ मी है कि जित प्रकार प्रजापति 
त्रिपुरुष पुरुष है; उसी प्रकार यह मनुष्य मी है। त्रिपुरुषका 
तात्पर्यं यह कि प्रजापति नामक संस्थाका निर्माण अव्यय, 
अक्षर और क्षर--इन तीन तर्खोकी समष्टिसे होता है| इनमेंसे 


२४६ 
| 


“अव्यय? दोनोका आलम्बन या प्रतिष्ठारूप धरातल है। (अक्षर? 
निमित्त है और #क्षरः उपादान है | अब्यय प्रजापतिसे मन, 
अक्षरसे प्राण और क्षरसे शरीर-भागका निर्माण होता है| इस 


प्रकार जो प्रजापति है, बही पुरुषहै और पुरुषको धप्राजापत्य? 
कहना सर्वथा समीचीन है । 


वेदिक दृष्टिके अनुसार पुरुष दीन-हीन, दासानुदास या 
शरणागत प्राणी नहीं है, बह है प्रजापतिके निकटतम-_उसकी 
साक्षात्‌ प्रतिमा । सहस्तात्मा-प्रजापतिका जो केन्द्र था, उसीकी 
परम्परामें पुरुष-प्जापतिके केन्द्रका भी विकास होता है । जो 
सहक केन्द्रकी महिमा थी, वही पुरुषके केन्द्रकी मी है । 
सहस्तात्मा “वन’-संशक प्रजापतिका केन्द्र प्रत्येक अश्वत्थसंज्ञक 
प्रजापतिमै आता है और वही विकसित होता हुआ प्रत्येक 
सूर्यम और प्रत्येक मानवमें अभिव्यक्त होता है । इसीलिये 
कहा जाता दै कि जो पुरुष सूर्यमें है, वही मानवमे है | वैदिक 
माघामें केन्द्रको ही हृदय कहते हैं | केन्द्रको ही ऊर्ध्व; उक्थ 
और नाभि कहा जाता है । केन्द्र ऊर्ध्वं और उसकी परिधि अघः 
है । चक्रकी नाभि उसका केन्द्र और उसकी नेमि या परिधि 
उसका बाह्य या महिमा भाग है | केन्द्रसे चारों ओर रश्मियों- 
का वितान होता है । केन्द्रको उक्थ कहते हैं; क्योकि उस 
केन्द्रसे चारों ओर रश्मियाँ उत्पन्न होती और फैलती हैं। 
इन ररिमर्याको उक्थकी सापेक्षतासे अर्क कहा जाता है। जिस 
प्रकार सूर्यसे सहखो रश्मियाँ चारों ओर फैलती हैं और फिर 
एक-एकसे सहस्न होकर बिखर जाती हैं--यहाँतक कि तनिक- 
सा मी स्थान उनसे विरहित या शून्य नहीं रह जाता और 
उसकी एक चादर-जैसी सारे विश्वर्मे फैल जाती है, पैसे ही 
घुरुषके केन्द्र या उक्थसे अक या रश्मियोंका विकास होता है- 
सहस्रधा महिमानः सहस्रम्‌ । 
अर्थात्‌ केन्द्रकी महिमा सदद्नरूपसे वितत होती और 
फिर उसकी रश्मियाँ सह्तसहस्तरूपसे बैर जाती हैं । जहाँ 
केन्द्र और परिधिकी संस्था है, वहाँ सर्वत्र यही वैज्ञानिक 
नियम कार्य करता है । इस प्रकार जो पुरुषका आत्मकेन्द्र-- 
हृदय है? वह विश्वात्मा 'सहस्त? या प्रजापतिका ही अत्यन्त 
विलक्षण और रहस्यमय प्रतिबिम्ब है । यह पुरुष उस प्रजापति- 
की महिमासे महान्‌ है । साढे तीन हाथके शरीरमें परिमित 
होते हुए मी यह त्रिविक्रम विष्णुके समान विराट है । गीतामै 
हट Se सर्वेभूतानां ह्ृदेशेञ्युंन तिष्ठति । 
_वह इसी तत्वकी व्याख्या दै। वैदिक दृष्टिकोणमें संदेह 





है। केन्द्र खिर हुए बिना परिधि या महिमामण्डल 


कै मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





और अनास्थाका खान ही नहीं दै । यहाँ तो जो पूर्ण पुरुष 
१ जो समस्त विश्वमै भरा हुआ है, वही पुरुषके केन्द्र या 
हृदयमें भी प्रकट हो रहा है । वह पुरुष वामन भी कहा 
जाता है । विराट्‌ प्राणकी अपेक्षा सचमुच वह वामन है। 
यह जो मानवके केन्द्र या हृदयमें वामनमूर्ति भगवान्‌ है, इसे 
ही व्यान प्राण भी कहा जाता है | जो प्राण और अपान--इन 
दोनोंको संचालित करता और जीवन देता है, इस व्यान 
प्राणकी शक्ति बड़ी दुर्धर्ष दै । इसके ऊपर सौर जगतूके प्राण 
और पार्थिव जगतूके अपान- इन दोनोंका घर्षण या आक्रमण 
निरन्तर होता रहता है । किंतु यह वामनमूर्ति विष्णु बिराट्का 
प्रतीक है । यह किसी तरह पराभूत नहीं होता । यदि यह 
वामन या मध्यप्राण हमारे केन्द्रमै न हो तो सौर और पार्थिव 
माण-अपान या धन-ऋण विद्युत्‌का प्रचण्ड धक्का न जाने 
हमारा किस प्रकार विस्रंसन कर डाले | उपनिषद्‌म कहा गया है- 
न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यसिन्नेताबुपाश्चितौ ॥ 
जिस केन्द्र या मध्यस्थ प्राणमें ऊर्ध्वगति प्राण और 
अधोगति अपान दोनोंकी ग्रन्थि है, उसकी पारिमाषिक 
संशा “व्यान? है । उसीको यहाँ सांकेतिक भाषामें “इतर” कहा 


गया है । प्राणअपान दोनों उसीके आश्रयसे संचालित होते 
हैं। और मी-- 


सध्ये वामनमासीनं सर्वे देवा उपासते । 

“यह केन्द्र या मध्यप्राण या वामन इतना सशक्त और 
बलिष्ठ है कि सृष्टिके सब देवता इसकी उपासना करते हैं |? 
इसीके दृढ अन्थिबन्धन या बलसे इतर सब देवोंके बल 
संतुल्ति होते हैं | यह वामनरूपी मध्यप्राण ही हृदय या 
केन्द्र है । यही अल्लु्-पुरुष है । यही स्थिति-तत्त्व है । यही 
समस विश्वमै अपनी रव्मियोंसे फैलकर विराट या वैष्णव- 
स्य धारण करता है । विष्णुरूप महाप्राण ही हृदयस्थ 
वामनके रूपमै सब पराणिर्योके भीतर प्रतिष्ठित है । इसीके 
लिये कहा जाता है--- 


स हि वेष्णवो यदू वामन: । ( शत० ५॥ २ । ५४) 
ह्व्द्यस्थ 


है--कभी कुछ, 
वही भावुक मानव 
[मण्डल शुद्ध बन 


कमी कुछ सोचता और आचरण करता है; 


क्र 


णः 


* सानवका स्वरूप और महिमा % 








ही नहीं सकता । आत्मा; बुद्धि, मन और शरीर- इन चारों 
विभूतियोमें आत्मा और बुद्धिकी अनुगत स्थितिका नाम निष्ठा 
हे और मन एवं शरीरकी अनुगत स्थितिका नाम भावुकता है | 
प्रायः निर्बछ संकल्प-विकल्पवाले मनुष्य मन और दारीरके 
अनुगत रहते हुए अनेक व्यापारोंमें प्रदत्त होते हैं जो बुद्धि मनको 
अपने वशमें कर लेती है; उसीको वैदिक माषामै “मनीषा? कहते 
हैं। जिस अविचाली अटल बुद्धिम पर्वतके समान ध्रुव या अटल 
निष्ठा होती है, उसे ही “धिषणा? कहते हैं । वेदिक भाषामें इसी 
अश्माखण प्राणके कारण इसे “विषणा पार्वतेयी? कहा जाता है | 
बारबार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि “भारतीय मानव धर्म- 
भीरु होते हुए भी सर्वथा अभिभूत क्यों है? उसका ज्ञान और 
कर्म इस प्रकार कुण्ठित क्यों बना हुआ है १? इस प्रश्नका मान- 
वोचित समाधान यही है कि भारतीय मानव अत्यन्त भाबुक 
हो गया है । उसने अपना प्राचीन निष्ठाभाव खो दिया है । 
वह सारे विश्वके कल्याणके लिये सौम्यभावसे आकुल हो जाता 
है, किंतु आत्मकेन्द्रकी रक्षा नहीं करता । उसका अन्तःकरण 
सौम्य होते हुए भी भावुक होनेके कारण पिब्दमान या पिळपिला 
रहता दै | वह दृढ़ कर्म और विचारोंमें सक्षम नहीं बन पाता | 
उसमें घर्मभीरुता तो होती है) किंतु आत्मसत्यरूपी धर्मात्मकता 
नहीं होती । आत्मनिष्ठापर अध्यारूढ़ होना सच्ची श्रद्धा है । 
उसका भारतीय मानवमें अभाव हो गया है | अतएव उसके 
स्वतन्त्र व्यक्तित्वका विकास नहीं हो पाता । वह जिस किसीके 
लिये भी अपनी आत्माका समर्पण तो करता है, किंतु निष्ठापूर्वक 
ग्रहण कुछ भी नहीं करता । मनोगर्भिता बुद्धिसे प्रवृत्त होनेवाला 
मानव ही निष्ठावान्‌ मानव है | ऐसे मानवका स्वयं केन्द्र 
विकसित होता है । केन्द्र-विन्दुका नाम ही मनु है । आत्म- 
बीजका नाम ही मनु कहा जाता है । वह मनुतच्व जिस मानवमें 
विकसित नहीं है, उसमें श्रद्धाका होना भी व्यर्थ है। श्रद्धा तो 
मनुकी पत्नी है अर्थात्‌ श्रद्धा मनुके लिये अशिति या भोग्या 
है । जिस समय आत्मकेन्द्र मनु तेजस्वी होता दै, उस समय 
वह अपने ही आप्यायन या संवर्धनके लिये बाहरसे श्रद्धारूपी 
अशिति या भोग्य प्राप्त करता है । मनु श्रद्धाका भोग 
करके ही पूर्ण बनते हैं । मनु और श्रद्धाकी एक साथ परिपूर्ण 
अभिव्यक्ति ही सत्यका स्वरूप है | सर्वप्रथम मानवका आत्म- 
केन्द्र उद्बुद्ध होना चाहिये | उसमें सौर प्राण या इन्द्रात्मक 
ज्योतिका पूर्ण प्रकाश आना चाहिये | तभी वह सच्चा मनुपुत्र 
या मानव बनता है | इस प्रकार आत्मकेन्द्रमे उद्बुद्ध दोनेके 
बाद आत्मवीजके विकासके लिये वह सारे विश्वसे अपने ल्यि 


२४७ 








आह्य अंश स्वीकार करता हुआ बढ़ता है । यही शरद्धाद्वारा 
मनुका आप्यायन है । वेदिक भाषामै इसे ही यों भी कहा 
जाता है-- 

अशीतिभिमेहदुक्थमाप्यायते । 


केन्द्र या “मनु? महदुक्थ है । उस महदुक्थकी तृप्ति या 

आप्यायन श्रद्धारूपी अशितिसे होता है, जो उसे चारों ओरसे 

प्राप्त होती है | इस प्रकार एक ही बातको कई रीतिसे कहा 

गया है । महदुक्थ और अशिति, मनु और श्रद्धा--इन दोनोंकी 

एक साथ अभिव्यक्तिका नाम ही सत्यरूपी प्रतिष्ठातत्च है 
सत्ये सर्व॑ प्रतिष्टितम्‌ । 


सत्य स्वयं-प्रतिष्ठित होता है । और सव कुछ सत्यका 
आधार पाकर प्रतिष्ठित बनता है | सत्य आग्नेय तत्त्व है और 
श्रद्धा ऋत या स्नेह्य या आपोमय पारमेष्ठय तत्त्व है | सत्य- 
परायण बुद्धि सौर प्राण या इन्द्रतर्वको ग्रहण करती है । 
सूर्यकी संज्ञा इन्द्र या रुद्र भी है । वेदकी दृष्टिसे अग्नि या 
शिव बड़े हैं और सोम अम्निका छोटा सखा है । सोमकी 
आहुति अग्निम पड़ती है , जिससे अग्नि सौम्य रहता है और 
अमृतधर्मा बनता है । यही प्रक्रिया मानवमें भी निश्चित है । 
भावुकता सौम्यताका रूप है और निष्ठा आग्नेय सौर प्राणात्मक 
बुद्धिका धर्म है । श्रद्धाका उद्गम मनमै और विश्वासका 
उद्गम बुद्धिमें होता है । विश्वास सौरतख और श्रद्धा आपोमय 
है । बुद्धिसे भी परे और उससे भी उच्चतर तन्त्रका नाम 
आत्मा है-- 

यो बुद्धेः परतस्तु सः । 

श्रद्धासमन्वित बुद्धि ही उस आत्मतन्त्रतक पहुँच सकती 
है । वह जिसमें विकसित हो, उस व्यक्तिको ही “महामानव? 
या “पुरुषोत्तम मानव? कहा गया है । अलौकिक परिपूर्ण 
मानव ही मनुष्यजातिका युग-युगोंमे आदर्श रहा है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसी मानवको लक्ष्य करके पुरुषोत्तम कहा 
है । इसे ही अंग्रेजीमे '60]1 ९111911 कहते हैँ । प्राकृत 
मानव और “महामानवका” जो अन्तर दै, वही 1091" और 
‘Superman’ का है । वेदव्यासने जो-- 


नहि मानुषार्ड्ेष्ठतरं हि किंचित्‌। 
--इस लोकोत्तर सत्यका उद्घोष किया था, वह उसी 


महामानव) अतिमानव या लोकोतर मानवे ल़्यि दै, न कि 
सर्वात्मना दीन-हीन और अशक्त बने हुए निबळसंकस्प मानव- 


२३८ 
क्क कक कक 
के लिये, जो परिस्थितियोके थपेड़ोसे पराभूत होता हुआ 
इधर-उधर लक्ष्यहीन कर्म करता रहता है । इस प्रकारका जो 
“बापुरा? मनुष्य है, वह तो शोकका विषय है । वस्तुतः 





* मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्शका # 





विश्वका वैभव या समृद्धधानन्द और आत्माका सहज 
स्वाभाविक उत्कर्ष या “गान्त्यानन्द” दोनों एक साथ समन्वित 


हुए हों । जो मानव इस प्रकारकी स्थिति इसी जन्मभे यहीं 
मानवका उद्देश्य तो अपने उस खरूपकी प्राप्ति है, जिसमें रहते हुए प्राप्त करता है, वही सफल श्रेष्ठतम मानव है | 
पणाफऔ०70*०७०९---%&--- 
९ 
भानवता-मानव-धमं 


(ठेखक- पं० श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


मानवताका अर्थ है--मानव-घर्म | धर्मका अर्थ है कर्तव्य | 
राजधर्म--राजाका कर्तव्य, प्रजाधर्म--प्रजाका कर्तव्य) नारी- 
धर्म-नारीका कर्तव्य | यह इस तरहकी कर्तव्य-व्यवस्था 
अन्यत्र नहीं है। मानव-धर्म ही मानवता है । यदि शरीर मानव- 
का है, पर उसमें मानवता नही, मानव-धर्म नहीं तो फिर 
उसे मानव न कहकर मानवका खोल कहा जायगा | 
“मानव'का जन्म “मनु'से है। “मनु? मनको भी कहते 
हैं. और “मन? सभी प्राणियोंको प्रात है । परंतु “मन? रखते 
हुए भी सब प्राणी “मानव? नहीं । “मनु? या मनने पशु पक्षियोको 
“मानव? नहीं बनाया | इसका कारण दै । 
केवळ मनु? ( मन ) “मानवता? नहीं पैदा कर 
सकता । विशिष्ट बुद्धि तथा श्रद्धाका सहयोग पाकर ही “मनु? 
“मानव?की सृष्टि करता है | यदि “मनुःके साथ विशिष्ट बुद्धि 
है; पर श्रद्धा नहीं है तो फिर वह ( “मनु? ) 'मानव'के रूपः 
मै नहीं, दानवके रूपभे प्रकट होगा | विशिष्ट बुद्धि मनको मन- 
माना नाच नचायेगी और फजीहृत करा देगी । मन श्रद्धाका 
साथ कम करता है और इसीलिये पतन होता है। यदि एक 
बार पतनकी ओर जाकर भी कहीं श्रद्धासे युक्त हो जाय तो बह 
फिर सँमळ जायगा--धमानव” बन जायगा | इसी चीजको वेद्‌- 
साहित्यमें एक सुन्दर रूपकसे समझाया गया है । “मन?का 
नाम “मनु? है ही । बुद्धि? और “अ्रद्धाशको “इडा? और 
“कामायनी” नामसे रूपके प्रकट किया गया है | अर्थात्‌ 
“प्रमाथी? मनकी दो शक्तियां नारी-रूपसे ड्र | यदिः मनके साथ 
विशिष्ट बुद्धि न हो, तो पछ और श्रद्धा न हो तो दानव | 
इस वैदिक रूपकके असली वर्णन ( धरत’ ) को न समझकर 
अप्रकृत ( उपमान राजारानी ) को ही प्रकृत समझ लिया 


गया और उस रूपकको ऐतिहासिक बृत्त मानकर “कामायनी?- 
जैसे काव्य लोगोंने लिखे हैं । 


मानव-धर्म है क्या! 
मानवधर्म बहुत स्पष्ट दै । “मनुस्मृति? मानव-धर्मशास्त्र 


है । यहाँ कहा गया है कि धर्म मानव-जगत्‌को धारण करता 
है । उपलक्षणार्थ निदे है--अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि | 
ये मानव-धर्म हैं | इनके बिना मानव-जगत्‌ चल नहीं 
सकता | फिर यह भी मनुस्मृतिमैँ कहा गया है कि देश, काल, 
पात्रके अनुसार धर्म बदलता भी है | सदा जडभरत बनकर 
एक ही चीज पकड़े बेठा रहना मानवताके अनुकूल नहीं । 
“अहिंसा? धर्म है; परंतु इसके साथ ही कहीं हिंसाका भी 
समावेश होता है । इस प्रकारकी हिंसा मानव-धर्मकी प्रतिष्ठाके 
लिये ही है । 'अस्तेय' धर्म है; परंतु जो इस धर्मको न माने 
और समाजमें उपव मचाये, उसे जेलमै डालना धर्म है और 
हिंसात्मक कृर्त्योको रोकनेके लिये प्राणदण्डकी व्यवस्था भी 
धर्म है | यानी सर्वत्र “अहिंसा? पकड़े बैठा रहना धर्म नहीं 
है। लोककल्याण या मानव-जगतूका “धारण” उद्देश्य है। 
उसीके लिये धर्म-व्यवस्था है | इसीलिये कहीं हिंसा मी 
-धर्ममे आ जाती है । 


कभी-कभी समाजमें एकाङ्गिता आ जाती है । «अहिंसा? 
को मानवधर्ममें सर्वोच्च स्थान मिला है । परंतु इसके भी 
अपवाद हैं । विष घातक है; परंतु सुयोग्य चिकित्सक इसका 
समुचित उपयोग करके कभी-कभी मुमूर्घुके प्राण बचा लेता 
है | परंतु यह प्रयोग अपवादमे आयेगा । कहाँ किस वस्तुका 
केसा और कितना प्रयोग करना चाहिये, यही “योग? 
विद्या है--“योगः कर्मसु कौशलम्‌?-काम करनेमें करालता 
ही “योग? है । “योग? का अर्थ है- जुस्खा । नुस्खेमे बीसौं 
चीजें मिलायी जाती हैं । कोई चीज ज्वर कम करती है; 
कोई खाँसी आराम करती है और कोई दाह दूर करती है; 
परंतु सत्र चीर्जोकी मात्रापर ध्यान देना होता है | खाँसी 
नहीं है, तो उसके ल्यि निश्चित ओषधि योग? में वहाँन 
ली जायगी। इसी तरह मानव-जगतूके रोग--चोरी, बेईमानी; 


अत नता आदि--दूरकर खस्थ मानवता पैदा करनेके लिये 


कमयोग? है । जंगली लोग हिंसारत रहते हैं । वहाँ 


~ 


PN त 


क्ष राम-पेम बिना सब व्यर्थ ॐ 


00 


ह धी 


उस कोह याती" 


मानवता कहाँ ! परंतु अहिंसाका अतिरेक मी मानवताको 
नष्ट कर सकता है | आततायी जन निर्भय होकर जनतामै ळूट- 
पाठका अकाण्ड-ताण्डब करने लगेंगे--यदि यह डर न रहे 
कि धर्मशासन ( राज-शासन ) हमें मार देगा; ऐसे कृत्य 
करनेपर | अपने घरपर ही नहीं; देशपर भी आततायी 
आ टूटेंगे और एकान्त अहिंसात्रती जनोंको उसी प्रकार दबोच 
लेंगे, जेसे भेड़को भेड़िया दबोच लेता है । इसल्यि 
मानव हिंसासे विरत होनेपर भी एकान्त अहिँत्रती 
नहीं हो सकता | मानव न हिंसावादी है न अहिंसावादी । 
मानव है मानवतावादी | “जिओ और जीने दो ? का सिद्धान्त 
ही मानवता है । भेड़िया कहता है--जिओ) चाहे जिसे 
मार खाओ |? भेड़ कहती दै--““प्रतीकार करना अपना काम 
नहीं; यदि «में?-प्में! करके चिल्लाना ही प्रतीकार है तो 
दूसरी बात है?” भेड़िया कभी भी न चाहेया कि भेड़ें प्रतीकारसे 
अपने सींगोंका किंचित्‌ भी उपयोग मिलकर करें | अतः हमारे 
भगवान्‌ रामने हमें बताया कि न हिंसावादी बनो और न 
अहिंसाके ही एकान्त ब्रती बनो--मानव बनो | यही चीज 
श्रीकृष्ण भगवानने बतायी और गीतामें इसीकी व्याख्या की है। 






[र सत-मजइ 6 

ऊपर स्पष्ट हुआ कि मानवधर्म संसार-भरमें एक ही 
है। किसी भी देश या समाजमें झूठ बोलना और चोरी 
करना धर्म नहीं बतलाया गया है | परंतु मत-मजहब भिन्न- 
भिन्न हैं और वह भिन्नता प्रायः ईश्वर-उपासनाको लेकर 
है। सो, यह एक प्रथक चीज है । कपड़ेको साफ करना साबुन- 
का काम दै और उसे रंगीन करना रंगका काम है | ईश्वर- 





भक्त भी अधर्मी हो सकता दै, यदि चोरी आदि करता | 
ओर अनीश्वखादी भी धर्मात्मा हो सकता हैं; यदि सत्य, 
अहिंसा; जनसेवा; दया; तितिक्षा आदि मानवधमाँका समुचित 
“योग? उसमें है | यह अलग बात है कि भगवानका “अनन्य 
भक्त? बहुत शीघ्र सदाचारी ( धर्मात्मा) भी बन जाय | 
वह बनेगा ही | यदि ऐसा न हो; भगवानका भजन करने- 
वाला सत्य, अहिंसा; ईमानदारी, दया आदि मानवधमंसि 
या सदाचारसे दूर ही रहे, दुराचारी ही बना रहे तो समझना 
चाहिये कि भगवानकी भक्ति करनेका वह ढोंग करता है-- 
वस्तुतः भगवानका वह भक्त नहीं है। जो मगवान्‌का 
“अनन्य भक्त? होगा; वह तुच्छ सांसारिक सम्पदा या मान- 
प्रतिष्ठाकी उपासनामें अपने धर्मका बलिदान केसे कर सकता 
है १ असम्भव वात है । 

इसी तरह धर्मात्मा अनीश्वरवादी भी कमी ईश्वर-भक्त 
बन जायगा । वह मानवधर्मकी उपासना करता हुआ वस्तुतः 
उस रूपमें ईश्वरकी ही उपासना करता है; और इसमें 
संदेह नहीं कि उसकी उस उपासनासे भगवान्‌ प्रसन्न होगे | 
मानवता, मत-मजहब आदिका उल्लेख 
हुआ । “संस्कृति? प्रथक्‌ वस्तु है | मानव-धर्स, मत-मजहब) 
संस्कृति आदिका स्वरूप-निर्देश मैंने अपनी 'मानवधर्म- 
मीमांसा? में किया दै । हमारा “सनातन धर्म? वस्तुतः 'मानव- 
धर्म ही है; अर्थात्‌ मानवधर्म है हमारा “सनातन धर्म? । पूजा- 
पद्धति सबकी अलग-अलग) पर मानव-धर्मसे सब एक जगह । 
जो किसी एक ही “वाद” या किसी एक ही मतप्रबर्तकसे बँधे 
हुए हें और दूसरौंकी निन्दा करते दे, वे 'लनातनघर्मी? नहीं । 


संक्षेपम यह 





राम-प्रेप बिना सब व्यर्थ 


| हिय फारहुँ फूड नयन जरड खो तन केहि काम । 


NV ~ 
(० त नयना 


जनि देु, राम 





। द्र्वाहे रवि पुलकइ नहीं तुलसी सुमित राम॥ 
र हृदय सो कुलिस समान, जो न द्रव हरि शुन खुनत । ७० 
७ कर न राम-गुन-गान, जीह सो दाढुर जीह सम ॥ 
% खै न सलिल सनेहु) तुलसी सुनि रघुबीर जस । 


EELS 


। करहु 


बरू आँधरो ॥ इ 


रहे. च जल भरि पूरि, राम ! खुजस खुनि रावरो । 


८ तिन ऑखिन महँ धूरि भरि भरि मूठी मेलिये ॥ 

द्र --वुलसीदासजी i 

१) + ५ 
युक 


मा० अं० ३२ 


२५० मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


"प्ल््यय्व्य्््व्य््प््प्प्म्म्म्व्प्क्म्म्म्म्स्सि-----_--- अ । 


में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत 


( ढेखक--श्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज ) 














मानवता-पोषक धर्मके चार चरण कहे गये हैं--सत्य, इन्द्रियोंसे ईश्वरकी भक्ति करते इए, रहना उसका भोग्यभूत 
दया; तप और दान । यथा-- होकर रहना है । श्रृतियोने भी कहा है-- 
कृते प्रवतंते धर्मडचतुष्पात्‌ तजन्गै्तः । स्रकृतपुरेष्वमीष्ववहिरन्तरसंचरणं 


सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोरनूप ॥ 
( श्रीमद्भा० १२।३।१८) 


मनु० १। ८१ | ८६ तथा स्कन्दपुराण, नारदपुराण 
२२१ । १८ में भी धर्मके चारों चरणोंकी व्यबस्था है । इन 
चारोकी पूर्णतामै मानवता भी पूर्ण रहती है। ईश्वरकी सत्ता 
सर्वत्र देखनेके भावको “सत्य? कहते हैं । जो सर्वत्र एवं सबमै 
ईश्वरकी सत्ता ( स्थिति ) देखता है, वह सर्वदर्शी एवं सर्व 
रक्षक ईश्वरके भयसे किसीके प्रति मन, वचन और कर्मसे 
अन्यथा बर्ताव नहीं कर सकता । देइ-पोषकतामें राग-द्वेष 
रहते ही हैं-- 
इन्द्रियस्येन्दरियस्यार्थं रागदेघौ ज्यवस्थितौ । 
( गीता ३ । ३४ ) 
तपस्या करनेसे मानवता-घातक ये दोनों दोष नहीं रह 
पाते; क्योंकि तपस्यामें इन्द्रिय-निग्रह रहता है और दया एबं 
दानसे कर्महीनौके पोषणकी व्यवस्था रहती है । श्रीरामराज्यमें 
इन चारों चरणोंकी पूर्णतासे पूर्ण मानवता थी । 
किंतु उपासकोमें मानवताकी प्रशस्त बृत्तियाँ खतः 
रहती हैं । दार्शनिक दष्टिसे विचार करनेपर जीवमात्र ईश्वरके 
सेवक हैं; यथा-- 
जीव भवदंधरि सेवक पिभीपन बसत मध्य दुष्टाखबीः * » 
( विनय-पत्रिका ५८ ) 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमरु सहज सुखरासी ॥ 
( रामचरितमानस उत्तर ० ११६ ) 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन: । 
(गीता १५। ७) 
अर्थात्‌ जीवमात्र ईश्वरके अंग हैं | 
अंदाभागी तु वण्टके । ( अमरकोष ) 
अर्थात्‌ अंशका अर्थ माग ( हिस्सा ) होता हे; जो 
बदार्थ जिसका भाग होता दै, वह उसीके उपमोगके लिये 
रता है । अतः इरादा जीव ईश्वरका भोग्य है । इसका 


तव पुरुष वदन्त्यखिलशक्तिएतो उशक्रतम्‌। 
इति नृगतिं विविच्य कवयो निगसावपनं 
भवत उपासतेऽङ्ध्रिमभवं भुवि विश्वसिता: ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । ८७।२० ) 
“अपने 'कमाँसे उपार्जित इन मनुष्य आदि शरीरो 
वर्तमान स्थूळ तथा सूक्ष्म शरीरोंके आवरणोंसे मुक्त पुरुषको 
विद्वान्‌ लोग सर्वशक्तिमान्‌ आपका अंश कहते हैं। इस 
प्रकार मनुष्यकी गतिका विचारपूर्वक निश्चय करके परथ्वीके 
सभी सद्सद्विवेकी लोग विश्वासपूर्वक संसारसे मुक्त करनेवाले 
“आपके चरणोंका भजन करते हैं और उन्हींको समस्त सांसारिक 
कर्मोके अर्पणका आश्रय मानते हैं; तथा-- 
दासभूताः स्वतः सर्वे ्यात्मानः परमात्मनः । 
नान्यथा लक्षणं तेषां बन्धे मक्षे तथैव च ॥ 
स्वोजीवनेच्छा यदि ते स्वसत्तायां स्पृहा यदि । 
आत्मदास्यं हरेः स्वाम्यं स्वभावं च सदा स्मर ॥ 
( नारदपञ्ररात्र ) 
जीबकी इस प्रकारकी गतिके अनुसार उच्चकोटिकी अनन्य 
ईश्वर-भक्तिका उपदेश अपने परम प्रिय भक्त श्रीहनुमानजीको 
श्रीरामजीने दिया है-- 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥ 
सी अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगत ॥ 
( रामचरितमानस कि० ३ ) 
अर्थात्‌ भगवानको अनन्यगति सेवक प्यारा है । अनन्य 
वह है, जिसके दृदयमें ऐसी बुद्धि चलायमान न हो कि 
सी सेवक हूँ. और चराचर रूप भगवान्‌ मेरे स्वामी 
₹ | (सति न टरइ यो कहनेका भाव यह कि इस 
भावमे बुद्धि चलायमान होनेकी सम्भावना हे; यह मनमें 
आ सकता हे कि सारा चराचर जगत्‌ जब स्वामी श्रीरामजीका 
स्वरूप है, तब मैं भी भगवानका शरीर होनेसे भगवान्‌ 
ही हूँ । इसलिये सेबकभावपर दृढ़ बुद्धि रखनेको कहते हैं--- 


नन 


# सनुष्य-शरीरका परिणाम * 


२५१ 





जैसे मनुष्यके हाथ-पैर आदि अङ्ग उसके सेबकरूपमें रहते 
हैं। यथा-- 
सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होइ! 
( रामचरितमानस, अयोध्या ० ३०६ ) 
उसी प्रकार चराचररूप स्वामीका में शरीर ( अङ्ग ) 
होता हुआ भी सेवक हूँ; तथा-- ु 
सीय राममय सव जग जानी । करडे प्रनाम जोरि जुग पानी॥ 
( रामचरितमानस) वाल ० ७ ) 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम मंद क्रोध) 
निज प्रभुमथ देखहिं जगत केहि सनकरहिं विरोध ॥ 
( रामचरितमानस, उत्तर० ११२ ) 
श्रीरामजीने परम प्रिय सखाओंको इसी प्रकार भक्तिकी 
शिक्षा दी है-- 
अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम ! 
सदा सर्वगत सवेहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ 
( रामचरितमानस उत्तर० १६ ) 
एवं-- 


“जगत्‌ सर्व शरीरं ते? 


(वाल्मीकि० ६। ११७। २५) 


खं वायुसरिंन सलिलं महीं च 
ज्योतींषि सश्वानि दिशो डुमादीन्‌ । 
सरित्ससुद्रांश्च हरेः शरीरं 
यतूकिञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।२।४१) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुनको 
चराचर-शरीरके साथ अपना ( बिराट ) रूप दिखाया और 
उसकी परम दुलूभता कहकर उसीकी अनन्य भक्तिसे उसकी 


प्राप्ति कही है-- 


"४5४5४54580 





— STEREOS 
मनुष्य-शरीरका परिणाम 


अब कहाँ चले अकेले मीता। उठहु न करहु धरहि के चिता ॥ 
खीर-खाँड-धिउ पिंड खवारा। सो तन छे बाहिर कस डारणा॥ 
| सिर रुच रुच बाँधी पागा । सो सिर रतन विगारत कागा ॥ 
हाड़ जरे जस लाकरि झूरी। केस जरै जस घास के पूरी॥ 
आवत सँग न जात सँगाती। काह भए दल बांघे हाती॥ 
माया को रस छैन न पायो। अंतहु जमःबिळारि होय धायो॥ 
कहै कबीर नर अजहुँ न जागा । जम-मुगदर सिर ऊपर लागा ॥ 





देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकाडिण 
नाहं वेदैर्न तपसा =+. --। 
भक्स्या स्वनन्यया शक्‍य अहमेवंविधोऽुन । 
ज्ञातुं दरष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
(गीता ११।५२-५४ ) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे इस विराट ( सचराचर ) 
रूपके दशनकी देवता भी नित्य आकाङ्का करते हैं; मेरा 
इस प्रकारका दर्शन न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न 
यज्ञसे किया जा सकता है | परंतु; हे परंतप ! अनन्यभक्तिसे 
मैं इस प्रकार तत्त्वसे जाना; देखा और प्रवेश किया जा 
सकता हूँ । 
तात्पर्य यह कि चराचरको भगवद्रूप ही मानकर अनन्य 
भावसे ( चराचरको भगवानसे अन्य न मानकर ) सेवा 
करनेसे चराचर जगतूमै स्वामिभावकी उत्तम प्रीति रहेगी 
ओर किसीसे वेर-बुद्धिकी सम्भावना ही न रहेगी-- 
या oN \ 
निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि बिरोध॥ 
यह वृत्ति स्वतः अटल रहेगी। अतः इस 
अनन्य भक्तिमे मानवताका परिपूर्ण रूप सदा विकसित 
रहेगा । इसमें ळोक-सुखक्री सम्पन्नता रहेगी और उपर्युक्त 
“परवेष्टुं च परंतप? के अनुसार अन्तम मगवत्यासि होगी) 
यह परलोक-सुखकी पूर्णता दै; यथा-- 
माझुपेत्य एुनर्जेन्स हुःखालयमश्ाइवतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ 
( गीता ८ । १५ ) 
अर्थात्‌ वे परम सिद्धिको प्राप्त हुए महात्मागण मुझे 
प्रास्त होकर दुःखके स्थानरूप क्षणमङ्कुर पुनर्जन्मको नहीं 
प्राप्त होते । 





कबीर्‌ 


— Fog o— 


~ टर 


२७२ 








# मानव वही जो स्वार्थं तज होता पथिक परमार्थका * 


To = 





मानवताका लक्ष्य खरूप-प्रापि 


[a 


हे 


( छेखक---पं० श्रीदुर्गादततजी शास्त्री ) 


आदि-सनुकी संतान संसारमै “मानव” नामसे विख्यात 
हुई । जगत्‌-स्ष्टाकी रचनामै मानव-रचना सर्वोत्कृष्ट मानी 
गयी है । इस मानवको जगत्पिता जगदीशने बौद्धिक बलका 
प्राधान्य प्रदान किया है, जिस बुद्धिबलके द्वारा मानव 
काल्पनिक जगत्प्रपञ्चसे ऊपर उठकर आत्म-साम्राज्यमें 
विराजमान होकर अनन्याधिपति हो जाता है | इस अनन्या- 
घिपतित्व ( आत्मसाक्षात्कार ) की भावना जिस मानवकी 
मनीषा (बुद्धि ) मे समा गयी, समझ छो--उसमें मानवता आ।: 
गयी; अन्यथा मानवता दानवतामै समा गयी । 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्सहती विनष्टिः । 
इस श्रुतिमे सानवके लिये आत्मसाक्षात्कारकी अवङ्य- 
कर्तव्यता बतलायी है, अन्यथा महाविनाशकी सूचना दी है! 
दानवे भौतिक बलका प्राधान्य होता है | वह तामस- 
ज्ञानयुक्त भौतिक बुद्विरूप नेत्रसे भौतिक शरीरको ही अपना 
रूप समझने लगता है | उसका इष्टदेव+ ईश्वर या सर्वस्व शरीर 
ही होता है । 
यत्तु ` कृत्स्रवदेकस्मिन्‌ कार्थ सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतच्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 
F ( गीता १८।२२) 
वह मानबरूपी दानव अपने इष्टदेव ( भौतिक शरीर ) 
की नित्य शब्द-स्पर्शादे पञ्चविष्यरूपी सामग्रीसे पञ्चोपचार 
पूजा करता है और अन्तम मरकर अपने इष्टदेव भौतिक शरीर- 
को ही प्राप्त होता है--भूतानि यान्ति भूतेज्याः । एवं 
“पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्‌? का चक्र उसका नहीँ छूटता । यह 
जीवके पतनकी पराकाष्ठा है । 
इसके पतनका दिग्दर्शन इस. प्रकार है-- 
चित्‌ ( कूटस्थ ब्रह्म) का अन्तःकरणमे जो आभास 
( प्रतिविम्ब ) है, वह चिदाभास ही जीव कहलाता है । यह 
इसके पतनका श्रीगणेश ( आरम्भ ) है | 
बह जीव अन्तःकरणके सङ्गे अन्तःकरणके तादात्म्यको, 
इन्द्रियोंके सङ्गसे इन्द्रियोंके तादाल्यको और शरीरके सङ्गसे 
शरीरके तादात्म्यको प्रास दो जाता है | जैसे शुद्ध सवेत जल 
काळे, पीले और लाळ रंगके काँचके पात्रमें डाळनेसे काला, 
पीला और लाळ रंगका दिखायी देने छगता है, उसी प्रकार यह 


जीव भी स्थूल; सूक्ष्म और कारण शारीरोंके स 
दिखायी देने लगता है-- 
ईस्वर अंस जीव अत्रिनासी । चेतन अमर सहज सुख रासी॥ 
सो माया बस भयः गुसाई । बध्यो कीर मरकट को नाई॥ 
यह अघटनघटनापटीयसी मायाकी महिमा है क 
चेतन ( चित्‌ )) अमल (सत्‌ ) और सहज सुखराशि 
( आनन्द ) को अचेतन (जड शरीर), समल (असत्‌ ) सहज 
ढुःखराशि बना दिया | कान सुनते हैं--कहता है, मैं सुनता हूँ; 
आँख देखती हैं तो कहता है---मैं देखता हूँ; रसनेन्द्रिय रस छे 
रही है, तब कहता है मैं स्वाद ले रहा हूँ । त्वचा-इन्द्रिय 
अपने शीतोष्ण विषयको ग्रहण करती है, पर जीव कहता है 
"मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गरमी लग रही है । नेत्र 
रूपको ग्रहण करते हैं, छोग कहते हैं कि हमने आज बड़ा 
अच्छा सिनेमा देखा | एवं नासिकाके धर्म सुगन्ध-दुर्गन्ध- 
को अपना धर्म मानकर जीव सुखी-दुखी हो जाता है | 
पराञ्चि खानि ब्यठ्णत्स्वयम्भूस्तस्मात्परां पश्यति नान्तरास्मरन्‌। 
इस प्रकार बहिमुखी इन्द्रियौंके साथ एकीमावको प्राप्त 
हुआ जीव अपने अन्तरात्माका दर्शन नहीं कर पाता | 
कश्चिद्‌ धीरः आद्वत्तचक्ुः परस्यगात्मानसैक्षत- कोई बिरला 
ही साधनसम्पन्न धीर पुरुष इन्द्रियोसे पथक होकर आत्म- 
साक्षात्कार कर सकता है । यहाँ “आवृत्तच&;?का यह अर्थ 
नहीं कि धीर पुरुष आँखोंमें पट्टी बाँध ले और कार्नोमिं रूई 
हैस छे । ज्ञानी और अज्ञानी दोनो ही आखोसे देखते हैं और 
कानोंसे सुनते हैं | अन्तर इतना है कि ज्ञानी तो “पड्यन्‌ शण्वन्‌?~ 
देखते-सुनते हुए भी “नैव किंचित्करोति?--अकर्ता बना रहता 
है; क्योंकि वह खरूपे स्थित है । अज्ञानी सदा विषयोंका 
रूप ही बना रहता है-“बृत्तिसारूप्यम्नितरत्न? यही मानवमे 
दानवता है । ज्ञानी तो झब्द-स्पर्श-रूप-रस और गन्धके विपरीत 
अरग्द्सस्परंमरूपमब्य्ई तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌. । 
अनायनन्तं महतः परं धुवं निचाय्य तन्म 
शब्दादि विषर्योसे रहित अवाच्यानन्तानन्दस्वरूप 
साम्राज्यमें विराजमान हो जाता है। 
श्स्वादाद्‌ विरसा भवन्ति विषयास्त्रैलोक्यराज्यादय; । 


यहाँ मृत्युकी भी मृत्यु हो जाती है। इसी अनन्याधि- 
पतित्वमें मानवके मानवताकी चरितार्थता है । 


ङ्गसे तत्तदाकार ही 





त्युसुखातप्रसुच्यते॥ 


Se 


"कः 


व 
दा 
) जुल 
/ 


क भारतीय संस्कृति--सूतिमती मानवता ॐ 








२५३ 


भारतीय संस्कृति--मूतिमती मानवता 


( लेखक--डावटर श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌ू०००, पी-एच०डी० ) 


भारतीय संस्कृति ही ऐसी है, जो मनुष्यके सर्वाङ्गीण 
विकासका ध्यान रखती है और उन्नतिके सर्वाधिक साधन 
प्रस्तुत करती है। हिंदू-तस्वदशिर्योने संसारकी व्यवहार्य वस्तुओं 
और व्यक्तिगत जीवन-यापनके ढंग और मूलभूत सिद्धान्तोंपर 
पारमार्थिक दृष्टिकोणसे विचार किया है | हमारे यहाँ क्षुद्र 
सांसारिक सुखोपभोगसे ऊपर उठकर--वासनाजन्य इन्द्रिय- 
सम्बन्धी साधारण सुखोंसे ऊपर उठ आत्मभाव विकसितकर 
पारमार्थिकरूपसे जीवन-यापनको प्रधानता दी गयी है । 
मानवताके पूर्ण बिकास एवं निर्वाहको दृष्टिमै रखकर हमारे 
यहाँ मान्यताएँ निर्धारित की गयी हैं । 

हिंदू-तत््वदर्दियौने भारतीय संस्कृतिका सूक्ष्म आधार 
जिन मान्यताऔँपर रखा है, उन्हें अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिये । क्रमशः हम उन्हीं विशेष्रताओपर विचार करेंगे 

१, छुखका केन्द्र आन्तरिक श्रेष्ठता 

भारतीय ऋषियोंने खोज की थी कि मनुष्यकी चिरंतन 
अभिलाषा, सुख-शान्तिकी उपलब्धि इस बाह्य संसार या 
प्रकृतिकी भौतिक सामग्रीसे वासना या इन्द्रियोके विषयको 
तृप्त करनेमे नहीं हो सकती । पार्थिव संसार हमारी तृष्णाओको 
बढ़ानेवाला है | एकके बाद एक नयी-नयी सांसारिक वस्तुओंकी 
इच्छाएँ और तृष्णाएँ निरन्तर उत्पन्न होती रहती हैं । 
मनुष्यकी ऐसी प्रकृति है कि एक वासना पूरी नहीं होने पाती 
कि नयी दो वासना उत्पन्न हो जाती हैं | मनुष्य अपार 
धन-संग्रह करता है, अनियन्त्रित काम-क्रीड़ामें सुख हदता है? 
लूट-खसोट और खार्थ-साधनसे दूसरोंको ठगता है । धोखा- 
घड़ी, छलग्रपञ्च) नाना प्रकारके षड्यन्त्र करता है; विछासिता, 
नशेबाजी, ईष्या-देषमे प्रवृत्त होता है; पर स्थायी सुख और 
आनन्द नहीं पाता । इस प्रकारकी मृगतृष्णा मात्रमै अपना 
जीवन नष्ट कर देता है । उळटे उसकी दुष्टबत्तियॉँ और भी 
उत्तेजित हो उठती हैं जितना-जितना मनुष्य सुखको बाहरी 
वस्तुओर्मे मानता है, उतना ही उसका व्यक्तिगत और सामूहिक 
जीवन अतृस, कण्टकाकीर्ण, दुखी, असंतुष्ट और उलझन- 
भरा हो जाता है | 

हिंदू-तत्त्ववेत्ताओने इस त्रुटिको देखकर ही यह निष्कर्ष 
निकाला था कि खार्थपरता और सांसारिक भोग कदापि 


स्थायी आनन्द नहीं दे सकते । हमारे स्थायी सुखौका केन्द्र 
भौतिक सुख-सामग्री न होकर आन्तरिक श्रेष्ठता है | आन्तरिक 
शुद्धिके लिये हमारे यहाँ नाना विधानोंका क्रम रखा गया 
है । त्याग; बलिदान? संयम--वें उपाय दैं, जिनसे मनुप्यको 
आन्तरिक शुद्धिमें प्रचुर सहायता मिल सकती है । 


च ७३ 
२,अपने साथ कडाई और दूसरोंके साथ उदारता 
भारतीय संस्कृतिमे अपनी इन्द्रियोके ऊपर कठोर 
नियन्त्रणका विधान है । जो व्यक्ति अपनी वासनाओं और 
इन्द्रियौंके ऊपर नियन्त्रण कर सकेगा, वही वास्तवमै दूसरोके 
सेवा-कार्यमै हाथ बँटा सकता है। जिससे स्वयं अपना शरीर, 
इच्छाएँ, वासनाएँ ओर अपनी आदतें ही नहीं सँमलतीं, वह 
क्या तो अपना हित करेगा और क्या लोकदित । 
हरन्ति दोषजातानि नरमिन्द्रियकिकरम्‌ । 
( महा० अनु० ५१ । १६) 
“जो मनुष्य इन्द्रियों ( और अपने मनोविकारों ) का 
दास है; उसे दोष अपनी ओर खींच लेते हैं |? 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांससपि क्षति । 
( मनु० २। १५ ) 
“इन्द्रियाँ बहुत बल्वान्‌ हैं । ये विद्वानको अपनी ओर 
बलात्‌ खींच लेती हैं ।? 
अत; भारतीय संस्क्रतिने मनुष्यके दिव्य गुणोके विकास 
और उन्नतिको दृष्टिमें रखते हुए अपने साथ कड़ाईके 
व्यवद्दारकी स्थापना की है । यदि हम अपनी कुप्रवृत्तियोंको 
नियन्त्रित न करेंगे तो हमारी समस्त शक्तियोंका अपव्यय हो 
जायगा । आदर्श मानव वह है, जो दम) दान एबं यम-- 
इन तीनोंका पालन करता है । इन तीनोमे भी विशेषतः दम 
( अर्थात्‌ इन्द्रिय-दमन ) भारतीय तचार्थदर्शी पुरुषोंका 
सनातन धर्म है । इन्द्रिय-दमन आत्मतेज ओर पुरुषार्थको 
बढ़ानेवाला है। दमके अम्याससे तेज बढ़ता है | दमका प्रयोग 
मानवताके विकासके लिये उत्तम है । संसारमै जो कुछ नियम) 
धर्म, शुभकर्म अथवा सम्पूर्ण यज्ञोंके फळ हैं, उन सम्रकी 
अपेक्षा दमका महत्त्व अधिक है । दमके बिना दानश्पी 
क्रियाकी यथावत्‌ शुद्धि नहीं हो सकती । अतः दमपे ही यज्ञ 
और दसे ही दानकी प्रबृत्ति होती है । 


1000] 





आ ल्‍ व्यक्तिने इन्द्रिय-दमन और मनोनिग्रहद्वारा अपने. 
को बशमै नहीं किया है, उसके वैराग्यका बाना धारणकर 
बनमै भी रहनेसे क्या लाम ? तथा जिसने मन और इन्द्रियोका 
भलीभाँति दमन किया है, उसको घर छोड़कर किसी जंगल 
या आश्रममें रहनेक्री क्या आवश्यकता ? 


जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ निवास करता है, उसके लिये वही 
स्थान वन एवं महान्‌ आश्रम है। जो उत्तम शील और 
आचरणमै रत है, जिसने अपनी इन्द्रियांको वशमें कर लिया 
है तथा जो सरल भावसे रहता है, उसको आश्रमाँसे क्या 
प्रयोजन ! विषयासक्त मनुष्योंक्रे बनमें भी दोष आ जाते है 
तथा घरमै रहकर भी पाँचौं इन्द्रियाँपर नियन्त्रण प्राप्त कर 
लिया जाय; तो वही तपस्या है । 


एक ओर जहाँ भारतीय संस्कृति इन्द्रिय-संयमका उपदेश 
देती है, वहीं दूसरी ओर बह दूसरोंके प्रति अधिक-से-अधिक 
उदार होनेका आग्रह करती है । सच्चे भारतीयको दूसरौकी 
सेवा, सहयोग और सहायताके लिये प्रस्तुत रहना चाहिये-- 

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यज्ञानं तु दुष्करम्‌ । 

यद्‌ भूतद्वितमत्यन्तमेतत्‌ सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ॥ 

( महा० शा० २९३ | १५ ) 

अर्थात्‌ सबसे बढ़कर कल्याण करनेवाला सत्यका कथन 
है; परंतु सत्यका ज्ञान तो बहुत ही कठिन है। इसलिये सुगम- 
रूपसे उसीको मैं सत्य कहता हूँ, नो प्राणियोंके लिये अधिक- 
तया हितकर हो । 

भारतीय संस्कृतिमै सदा दूसरोंके साथ उदारताका 
व्यवहार रहा है । जो लोग बाहरसे मारनेके लिये आये, जिन्होंने 
विष दिया, जिन्होंने आगमें जलाया, जिन्होंने हाथियोसे रोंदवाया 
और जिन्होंने सॉर्पोसे डँसवाया, उन सबके प्रति मी भारतीय 
संस्कृति उदार रही है । हाथीमें विष्णु, सर्पमे विष्णु, जमे 
बिष्णु और अग्निमें भी उसने विष्णुको देखा है, तब फिर पद्मुओं 
और मनुष्योंकी तो बात ही क्या । हम जीवमात्रको 
प्यार करनेवाली उदार जातिके रहे हैं | 

३. सद्भावोंका विकास 

मनुष्य ईश्वरका स्वरूप है । उसकी अन्तरात्मामें सयका 
ईश्वरीय सम्पदाओंके बीज वर्तमान हैं । इन सद्गुर्णो और 
दैवी सम्पदाओंका अधिकाधिक विकास करना भारतीय 
संस्कृतिका लक्ष्य रहा है । “शीलं र सौम्य’ (अश्वघोष ) 
सतू-स्वभाव ही मनुष्यका र । उसीसे अच्छे समाज 


* मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


नन जिया 
और अच्छे नागरिकका निर्माण होता है । अन्तरात्मामै छिपे 
हुए सद्गुणो और दिव्यताओको अधिकाधिक 
करना भारतीय संस्कृतिका मूलमन्त्र रहा है। हमारे यहाँ 
कहा गया है-- 

तीर्थानां हृदषं तीर्थ छुचीनां हृदयं शुचि | 

( महा० शा० १९१ । १८ ) 

“समस्त तीथार्म हृदय ( अन्तरात्मा ) ही परम तीर्थ है। 
सारी पवित्रताओंमें अन्तरात्माकी पवित्रता ही मुख्य है|? 

हम यह मानकर चलते आये हैं कि मानवकी अन्तरात्मामै 
जीवन और समाजको आगे बढ़ाने और सन्मार्गपर ले जाने- 
वाले सभी भाव और शुभ संस्कार भरे पड़े हैं । जिस प्रकार मकड़ी 
तारके ऊपरकी ओर जाती है तथा जैसे अग्नि अनेकों शुद्ध 
चिनगारियाँ उड़ाती है, उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त 
प्राण, समस्त देवगण और समस्त प्राणी मार्गदर्शन पाते हैं । 
सत्य तो यह है कि यह आत्मा ही उपदेशक और पथप्रदर्शक 
है । अतः हमें आत्माके गुणोंका ही विकास करके मानवता- 
की प्राति करनी चाहिये । 


४. व्यक्तिगत आवश्यकताएँ घटाकर विश्वहितकी 
ओर ध्यान 

भारतीय संस्कृतिने विश्वहितको बड़ा महत्त्व दिया है | 
अपनी निजी व्यक्तिगत आवश्यकताएँ घटाते रहना और 
समय, शक्ति तथा योग्यताका अधिकांश भाग विश्वहितमे 
लगाना हमारा आदर्श रहा है | कम-से-कम खा-पहिनकर 
दूसरोंकी अधिकसे-अधिक सेवा करना, खादके लोमसे भोजन 
न करना और विलास तथा दिखावेक्रे लोमसे विलासितामें 
न फॅसना हमारे देशकी परिपाटी रही है । हमारे यहाँ भोजन 
इसलिये किया जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे और उस शरीरसे 
अधिकसे-अधिक विश्वकी सेवा होती रहे भारतीय संस्कृतिके 
पुजारीको यह ध्यान रहता है कि उसके वस्न स्वच्छ हों और 
उनमें किसी प्रकारका दिखावटीपन न हो | वह कम-से-कम 
सोये और सांसारिक मिथ्या प्रदर्शनसे अपनेक्रो अलिप्त रखे | 
बिना पूर्ण त्यागके विश्वहित नहीं हो सकता | 
भारतीय संस्कृतिने ऐसे अनेक ग्रहस्थ उत्पन्न किये हैं, 
जिन्होंने पूरे राज्यका संचालन करते हुए अपने-आपको उनसे 
सवया अनासक्त रखा है, अपने शरीरका भी मोह नहीं 
किया है । महाराजा जनक तो इसील्यि विदेह कहे जाते थे । 
विरक्तरिरोमणि श्री्यकदेवजी भी जिन्हें गुरु बनाकर श्ञानोपदेश 


$ भारतीय संस्क्ृति--मूर्तिमती मानवता + २५५ 








लेने गये थे, उन परम ज्ञानीके विषयमै क्या कहा जाय । 
वुलाधार वैश्य थे। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएँ घटाकर 
वे सदा ग्राहकका ही हित देखते थे। धर्मव्याध शूद्र थे | उनके 
त्यागके सामने ब्राह्मण भी नत हो जाते थे । महर्षि याज्ञवल्क्य 
एक कौपीन और जलपात्रके अतिरिक्त कभी कुछ नहीं रखते 
थे । श्रीशुकदेवजी; श्रीशंकराचार्यजी आदि विरक्त संत निरन्तर 
लोकहितके कार्य करते रहे | भारतीय संस्कृतिमे इसी प्रकारके 
अनेक शानियोंने निष्काम भावसे परोपकार ओर प्राणिमात्रकी 
सेवाको अपने जीवनका ध्येय बनाया है । 
५, शुद्ध कमाईका प्रयोग 
भारतीय संस्कृतिने परिश्रम और अनुशासनसे प्राप्त 
ईमानदारीकी कमाईपर जोर दिया है । हम मुफ्तकी कमाई) 
रिश्वतखोरी, धूँस, ळूट-खसोट और अनुचित तरीकोंसे पैसा 
पैदा न करें--यह हमारा एक सिद्धान्त रहा है। कहा 
भी गया है-- 
यज्जघसाइसिदस्‌ 
( अथववेद ६। ११७।२) 
अर्थात्‌ “ऋण लेना एक प्रकारकी चोरी है | हम अपनी 
सात्त्विक कमाईसे अधिक व्यय न करें | पापकी कमाई जन्म- 
जन्मतक दुःखरूपी नरकमें पड़े रहनेकी तैयारी है |? 
रसन्तां पुण्या लक्ष्मीयोः पापीस्ता अनीनशम्‌ । 
( अथर्ववेद ७ । ११५। ४ ) 
“पुण्यसे कमाया हुआ धन ही सुख देता है। जो पापयुक्त 
धन है, उसको मैं नाश करनेवाला बनूँ |? 


अपसित्य धान्य 


हमारे यहाँ अर्थ-शोचपर बड़ा बल दिया गया है । सच्चे 
परिश्रम और ईमानदारीसे जो कुछ प्राप्त हो जाय; उसीपर 
निर्वाह करनेपर जोर दिया गया है । 


सर्वेषामेव शोचानामर्थश्ञौचं परं स्मृतम्‌ । 
योऽर्थे झुचिहि स झुचिनं मृद्वारिशुचिः छुचिः॥ 
(मनु ५ । १०६ ) 
सब शुद्धियोमे धनकी पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गयी है । 
जो कमाई शुद्ध है, उसका उपयोग करनेवाला व्यक्ति ही 
बास्तवमें शुद्ध कहा जा सकता है । मिट्टी या जलकी 
शुद्धि शुद्धि नहीँ कही जाती | 
तासर्य यह कि जो पराया धन नहीं हरता और न्यायसे 
धन उपार्जन करता है, वह झुद्ध है । जो पाप तथा अन्यायसे इसके 


९ 





TTT TTT TTT 


IT 








विपरीत द्रव्य हरता है, किंतु मिट्टी लगा लगाकर स्नान 
करता है, बह पवित्र नहीं है | कहा गया है-- 
प्र पतेतः पापि ळद्विम। 
( अथबंबेद ७ । ११५ । १ ) 
“पापकी कमाई छोड़ दो । पसीनेकी कमाईसे ही मनुष्य 
सुखी बनता है |? 
देवः वायं वनते। ( ऋग्वेद ) 


“वन उन्हीँके पास ठहरता है, जो सद्गुणी होते हैं । 
ढुगुणीकी विपुल सम्पदा भी स्वल्प कालमें नष्ट हो जाती है |? 
रयिं दानाय चोद्य । 
( अथर्ववेद ३ । २० । ५ ) 
“दान देनेके लिये धन कमाओ । संग्रह करने या विला- 
सिताके लिये धन नहीं है |? 


६, समन्वय ओर सहिष्णुता 
सहिष्णुता भारतीय संस्कृतिकी एक महान्‌ विभूति है । 
हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि दूसरोंक्री परिस्थितियोंको 
समझते हुए विचारभिन्नता होते हुए भी हम सहिष्णु रहें । 
समस्त जीवोंके प्रति हम उदार हैं, सभीको अपने समान 
समझते हैं और उनके प्रति प्रेम-भाव रखते हैं तथा तदनुसार 


कार्य करते हैं।यह विचार हमारी संस्कृतिमै सच्चे रूपमे 
पाया जाता है । 


हमारे समाजमें कुछ नीची, अछूत या संकर जातियाँ भी 
६। विकृतिके कारण विविध निम्न और पिछड़ी हुई जातियाँ 
उत्पन्न हुई हं । वर्ण-संकरको दोष मानते हुए भी हमारे यहाँ 
यह विधान है किवे अपने-अपने ढंगसे अपने-अपने धर्ममे रह- 
कर अपना-अपना धंधा करती रहें, तो वह किसी प्रकार 
निन्द्य नहीं है । भोजनके समय भी यदि कोई चाण्डाल अतिथिके 
रूपमै आये तो उसका भी भोजन इत्यादिसे सत्कार करनेका 
हमारे यहाँ विधान है । 


हमारी संस्क्रतिमें बीजशुद्धिका विचार विशेष होनेसे अपने 
अपने वर्णम ही विवाह करना उचित माना गया है । उच्च 
वर्णॉमे पुराने उच्च संस्कार अभीतक भरे हुए हैं । यदि 
उच्च वर्ण उच्च वर्णोमे ही विवाह आदि सम्बन्ध करेंगे तो 
बीज-शौच बना रहेगा । बीजमें खराबी नहीं आनी चाहिये, 
अन्यथा सारा समाज ही अपने संस्कारोंको दूषित कर लेगा । 


फिर मी हम निम्न जातियोंके प्रति उदार हैं । हमारी 


२५६ 


के मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थक्रा + 


ल र नस न 


नींव सहिष्णुतापर टिकी हुई है । इसी कारण हम दूसरोंका 
दृष्टिकोण समझकर समझौतेके मार्गसे ही चलना उचित 
समझते है । 


७, सर्वत्र आन्तरिक और बाह्य शौच 


रोचका हमारे यहाँ महत्त्वपूर्ण स्थान है । हमारे यहाँ खच्छता- 
की शिक्षा जीवनके प्रारम्मसे ही क्रषि-मुनिर्योके आश्रमोमे 
प्रारम्भ हो जाती थी । प्रत्येक हिंदूका कर्तव्य है कि वह खयं 
तो स्वच्छ रहे ही; अपने घर, वातावरण और वस्तुओंको स्वच्छ 
रखे, स्वच्छ वस्त्र पहिने; स्वच्छ वर्खोसे भोजन पकाये और 
स्वच्छ चौकेमै बैठकर भोजन करे | शौचका अर्थ केवळ 
बाहरी सफाई ही नहीं है, प्रत्युत आन्तरिक खच्छतापर भी 
सदा हमारा ध्यान रहा है | पापकी भावनाओं) विषयभोगकी 
कुस्सित वासनाओंसे मनको गंदा न करना भी शौचमें 
सम्मिलित है । आन्तर्शौच, बीज-शोच और अर्थशौच 
इत्यादि नाना रूपाँमें आन्तरिक स्वच्छता बनाये रखनेकी 


गम्भीर व्यवस्था भारतीय संस्कृतिमे निहित है | 
यतः पवित्रतायां हि राजतेऽतिभ्रसन्नता ॥ 


अर्थात्‌ पवित्रतामें ही प्रसन्नता रहती है । 

स्नानका हमारे यहाँ बड़ा गहरा अर्थ लगाया गया है-.._ 

न जलाप्लुतदेहस्य स्नानभित्यभिधीयत्े । 

स स्नातो यो दमस्नातः झुचिः छुद्धसनोमळ: ॥ 

'जलमें शरीरको डुबो लेनामात्र स्नान नहीं कहलाता | 
जिसने दमरूपी तीर्थमें स्नान किया है, मन-इन्द्रियोंको वशमै 
रखा है, उसीने वास्तवमै स्नान किया है । जिसने मनके 
मैलको धो डाला है) वही शुद्ध है | 


तात्पर्य यह कि भारतीय संस्कृतिमे मानवताकी रक्षा और 
विकासके सभी आधारभूत सिद्धान्त भरे पड़े हैं | इनका पालन 
करनेसे मनुष्य विकसित होकर सच्चे अथाँमे “मनुष्य? | 
बन सकता है । 





भारतीय संस्कृति--मूतिमती मानवता 


( छेखक-मरो० शजगन्नाथप्रसादजी मिश्र, एम्‌० ए०, एम्‌० एल्‌० सी०) 


स्मरणातीत कालसे लेकर वर्तमान पर्यन्त यदि हम 
भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिकी अखण्ड धाराका अनुशीलन 
करें तो हमें उसका सार मर्म यही जान पड़ेगा कि उसकी 
साधना भेदमै अभेदको, बहुत्वमे एकत्वको, खण्ड अखण्डको 
उपलब्ध करनेकी दिझामें रही है । अनेकता, विविधता एवं 
विचित्रताके बीच भी यहाँ समन्वयकी जो शान्त भावना काम 
करती रही है, यही भारतीय संस्कृतिका मानव-जातिके ल्यि 


सबसे बड़ा दान है। यहाँ सबने अपने वैशिष्ट्यको सुरक्षित रखा, | 


फिर भी एक समन्वयके सूत्रमें ग्रथित होनेके कारण सबसे 
एक जीती-जागती समग्रताकी भावना अक्षुण्ण बनी रही। राज- 
नीतिक एवं सामाजिक विपर्ययो एवं क्रान्तिकारी बाह्य 
परिवर्तनोंके बीच मी. समग्रताकी इस भावनाने ही भारतीय 
जाति और उसकी सभ्यताको विस्मृतिके घनान्धकारे विलीन 
नहीं होने दिया । भारतीय सभ्यताके समकालीन अन्यान्य 
प्राचीन सभ्यता, जब कि महाकालके विध्वंसी हाथौद्वारा 
नष्ट होकर इतिहास मात्रके शुष्क प्रष्ठोम अपने अस्तित्वकी 
सूचना दे रदी हैं? उस समय भी भारतीय जाति और उसकी 
सभ्यताकी प्राणसत्ता सुरक्षित हे और जातिको संजीवित 
ब्रनायें हुए है । कवीन्द्र सवीन्द्रनाथने भी भारतीय सम्यताके 


इस सारभूत सत्यको पहचाना था और इसकी ओर हमारा 
ध्यान आकृष्ट किया था । उन्होंने लिखा था--«भारतके 
पर्वत-प्रान्तसे लेकर समुद्र-सीमा पर्यन्त जो वस्तु सबसे बढ़कर 
स्पष्टरूपमें हमे दिखायी पड़ रही है, वह क्या है ? वह यह 
है कि इतनी विभिन्न जातियाँ, इतने विभिन्न एवं विचित्र 
आचार और किसी देशमै नहीं हैं ।! और इसके अन्तरालमै 
जो वस्तु सक्रिय एवं सजीव थी, वह थी समन्वयकी भावना | 
कवीन्द्रके शब्दोंमें, “ऐक्यनिर्णय, मिलन-साधन तथा शान्ति 


. एवं खितिके बीच परिपूर्ण परिणति एवं मुक्तिछामका अवकाश |” 


भारतीय सभ्यताका यह जो साधनालन्ध सत्य है, उसे 
सार्थकरूप तभी दिया जा सकता है जब कि उसके आध्यात्मिक 
स्वरूपकी उपलब्धि की जाय | भारतीय ऋषियोंने आत्मानुभूति- 
को) आत्मज्ञानकों जीवनमै सबसे बड़ा स्थान दिया था | यह 
आत्मज्ञान ही उनका चरम, परम साध्य था | उनकी दष्टिमे 
अभेद-दर्शन ही ज्ञान है--ज्ञानमसेदद्शनम्‌ । जबतक 
मठ यम यह अभेद-दर्शन, यह समदर्शिता नहीं आती; 
उसके मनुष्यत्वका परिपूर्ण विकास नहीं हो सकता । जीवमात्र 
इश्वरके अंश हैं; सब मनुष्य एक ही परम पिता परमेश्वरकी 
आन हैं--यह विश्वास बद्धमूल हो जानेपर ही मनुष्य अहंकी 


# भारतीय संस्क्रति- सूर्तिमती मानवता % 


[oo स्स 


२५७ 








संकीर्ण परिधिसे अपनेको ऊपर उठा सकता है और 
अपने आत्माका विस्तार कर सकता है । वेदकी वाणी है 
सबको मित्रकी दृष्टिसे देखना--“मित्रस्य चक्षुषा सा जीवेभ्यः 
प्रसदः प्राणियौके कल्वाणकी ओरसे उदासीन मत हो, सबके 
साथ आत्मीयताका यह जो सम्बन्ध है, इसके कारण ही भारतीय 
संस्कृतिका प्रसार सुदूर देशोमें विना किसी रक्तपातके हुआ 
और भारतने विदेशोंके साथ अपना योगसूत्र स्थापित किया | 
जहाँ संसारकी दूसरी जातियोंने अपनी सभ्यता एवं संस्कृतिका 
प्रसार सैन्यबल एवं रक्तपातद्वार किया, वहाँ भारतके कोपीन- 
धारी संन्यासियों एवं परिबाजकोने विना किसी राजशक्तिकी 
सहायताके अपने धर्म एवं संस्कृतिका प्रचार किया; और 
यह धर्म, यह संस्कृति जहाँ-जहोँ गयी, वहाँ-वहोँके धर्म एबं 
संस्कृतिके लिये वह अभिशापतुल्य सिद्ध न होकर वरदान 
सिद्ध हुई | यह धर्म किसी जाति-विशेषका धर्म न होकर 
सत्यपर आधारित मानव-धर्म था--यह संस्कृति मानव- 
संस्कृति थी । 
भारतका धर्म सनातन सत्यके ऊपर आधारित होनेके 
कारण ही “सनातन धर्म'के नामसे अभिहित होता है । इस 
धर्मे मैत्रीकी वाणी है, प्रेमकी वार्ता है और सबके साथ 
समत्वका माधुर्य है । भारतीय सम्यतामै खानजयको कभी 
महत्त्व नहीं दिया गया । खानजय, देशजय करनेकी जो 
कामना है, उसके मूलम भोगकी प्रवृत्ति है और यह 
भोगकी प्रवृत्ति जवतक बनी रहेगी, तबतक मनुष्य परस्परकी 
छीना-झपटी और मार-काटकी पादावी बृत्तिसे अपनेको मुक्त 
नहीं कर सकता तथा सब देश जहाँ भोगभूमि रहे हैं, वहाँ 
भारत 'ज्ञानभूमि? रहा है | यहाँ ज्ञानको सबसे बढ़कर पवित्र 
वस्तु माना गया है--“न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह 
विद्यते ।? इस देशके ज्ञानतापसोने सभी मनुष्योंमें ब्रह्मसत्ताका 
दर्शन किया था और मनुष्यके मनुष्यत्वकी महिमा अनुभूत की 
थी | तभी तो उनके कण्ठसे यह वाणी विनिस्सुत हुई थी-- 
पुरुषान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः। 
( उपनिषद्‌ ) 
महामारतमै भीष्मने कहा है--'न साबुघाच्छ्नेष्ठतर हि 
किंचित्‌ |? मनुष्यदेहको उन्होने 'देवाल्य' और देही 
जीवक्रो शिवस्वरूप? बतलाया--'देहो देवालयः प्रोक्तः स 
जीवः केवलः शिवः ।? भारतीय धर्म एवं संस्कृतिकी यह 
जो मानविकता है, उसके कारण दी वह अबतक “कालजयिनी? 
बनी रही है । मानव-जीवनके भौतिक पक्षको आध्यात्मिक 


सा० ० छेदि 








पक्षसे विच्छिन्न करके उसने कभी नहीं देखा | जीवनको 
खण्डरूपमें ग्रहण न करके उसने अखण्डरूपमे देखा और 
उसके आध्यात्मिक एवं नेतिक मूल्यवोधको कभी दष्टिसे 
अन्तर्हित नहीं होने दिया । भारतीय संस्कृतिका यह जो 
सनातन सत्य है, उसके पुनर्मुल्याकूनकी आज आवश्यकता 
है, ताकि हम मनुष्यको उसके मनुष्यत्वकी मर्यादा प्रतिष्ठित 
करके देख सकें । 


आधुनिकताके नामपर आज संसारमै सर्वत्र जिस जडवाद 
एवं भोगवादकी आराधना की जा रही है और इन्द्रियलोळुपता- 
को प्रश्रय दिया जा रहा दै, उसके कारण मनुष्यके मनुष्यत्वका 
क्रमशः हास हो रहा है । मनुष्य सद्गुण; सद्बुद्धि एबं 
सदसदूविवेकसे भ्रष्ट होकर भोगसवंस्व जीवन एवं अस्वस्थ 
इन्द्रियपरायणताकी ओर प्रधावित हो रहा है | इस इन्द्रिय- 
प्रमत्तताको ही आज "युगधर्मः का नाम दिया जा रहा है 
और इसकी महिमाका नाना प्रकारसे जयगान क्रिया जा रहा 
है । शिक्षा एवं संस्क्तिके नामपर इसी 'जेवधर्म? की उपासना 
हो रही है और विक्षणसंस्थाऔमे ज्ञान-विज्ञानके रूपमे इसका 
अध्ययन एवं अनुशीलन हो रहा है | इस प्रकारकी शिक्षा 
प्राप्त करके मनुष्यने एक ओर यदि भौतिक ज्ञानके क्षेत्रमै, 
नूतन तर्थ्योंकी उदूभावना एवं आविष्कारमै, शिल्प-वाणिज्य- 
द्वारा सम्पदकी खुष्टिमें अपनी गौरवदीस्त प्रतिभाका, अपने 
असामान्य कृतित्वका परिचय दिया है, वहाँ साथ-ही-साथ 
उसने कुछ ऐसी वस्तुओको खो भी दिया है, जो उसके 
आत्माक्रा धन थीं) जो उसके मनुष्यत्वकी पूँजी थो । मनुष्यके 
मनुष्यत्वका मूल्य सत्य, क्षमा, दया) प्रेम, स्नेह, करुणा; 
स्थैर्य, संयम, शालीनता आदि जिन सदूगुणोमे आँका जाता 
था और अन्तरको जिन स्निग्ध, सुकुमार ब्त्तियोंकी क्रमशः 
विकसित करके मनुष्य अपनी पाशव-त्रत्तिको संयत रखनेमें 
समर्थ होता था, आज उन सदूगुणोंकी उपेक्षा हो रही है और 
जीवनमै उनका स्थान अत्यन्त गौण हो गया है। जीवनमै महदा- 
दर्शोके प्रति आस्था नहीं रह गयी है; जिससे अधिकांश मनुष्य 
हृतबुद्धि एवं विश्रान्त होकर "दिशो न जाने न ऊभे च शमं’ 
की दुःखद स्थितिमें जीवनयापन कर रहे हैं । एकान्त 
भौतिकमुखी एवं भोगलोछ॒प जीबनने मनुष्यके मनोराज्यक्रो 
इस प्रकार विक्षिप्त, विच्छिन्न एवं बिश्वञ्खल बना दिया है कि 
वह मानसिक संतुलन खो बैठा है और प्रत्यक्षरूपमे एक समृद्ध 
एवं सुगठित सम्यताका अधिकारी होनेपर भी अपने आचार- 
अनुष्ठानमें सर्वथा असभ्य मचुष्यकी हिंसा एवं आडुरिकताका 


mu 


२५८ 


न हे उह ३ सम कण र टा मय दे रहा है । वर्तमान युगमे ज्ञान-विज्ञानकी चरम 
उन्नति हुई है, मनुष्यने अपने पुरुषार्थ एवं कर्मोयमद्वारा 
असाध्य-साधन कर दिखाया है; फिर भी हृदयसे वह इतना 
निष्ठुर; स्वार्थान्ध एवं संकीर्ण बन गया है कि उसकी सारी 
विद्या; बुद्धि, मनीषा एवं प्रतिमा ध्वंस एवं विनाशके कायोंमें 
नियोजित हो रही है । एक ओर तो वह मनुष्य और उसकी 
मानवताके नामपर राजनीति, अर्थनीति एवं समाजनीतिके 
क्षेत्रोमे बड़े-बड़े सिद्धान्तोंकी अवतारणा कर रहा है; मनुष्यके 
बन्धुत्व) खातन्त्य एवं समत्वकी घोषणा करके जनतान्त्रिक 
सिद्धान्तौका ढिंढोरा पीट रहा है; दूसरी ओर वही अपनी 
अहम्मन्यताकी उन्मादनामै उन्मत्त होकर आपने प्रभुत्व 
विस्तारके लिये महाभयंकर मारणास्त्रांका संचय कर रहा है। 
जाति-जातिमे; राष्ट्रराष्ट्रम, मनुष्य-मनुष्यमै आज जैसी भेद- 
बुद्धि, ईष्या-द्वेष, कटुता, असहिष्णुता एवं शत्रुताकी भावना 
देखी जा रही है, वैसी पहले कभी नहीं देखी गयी थी । 
मानवताके कल्याणके लिये, उसके ऐहिक जीवनको सुखी एवं 
सम्पन्न बनानेके लिये विज्ञानके जो चमत्कारपूर्ण आविष्कार 
हुए हैं और हो रहे हैं, वे ही आज मनुष्यके लिये मय एवं 
बिपद्के कारण बन गये हैं | इस प्रकार सभ्यताकी कल्पनातीत 
उन्नति एवं भोगैश्वयके असीम सम्भारके बीच भी मनुष्यका 
आत्मा आज दैन्यसे पीड़ित है | उसके अन्तरमें शून्य एवं हाहाकार 
है । नैतिक दृष्टिसे वह दिवालिया और आध्यात्मिक दृष्टिसे 
कंगाल बन गया है । 
सारांश यह कि मनुष्य स्थूल लौकिक दृष्टिसे समृद्ध एवं 
सम्पन्न होनेपर भी मानविक दृष्टिसे, मनुष्यत्वकी महिमाकी 
दृष्टिसे, नैतिक मूल्यबोध एवं आध्यात्मिकताकी दृष्टिसे पतनो- 
न्मुख हो रहा है । मानवताके लियि आज चरम संकटकाल 
उपस्थित है और संसारके सभी देशोंके दार्शनिक, चिन्तक 
एवं मनीषी समाहित चित्तसे इस संकटसे परित्राण पानेके 
उपाय ढूँढ॒ रहे हैं । 
इस अवस्थाके प्रतीकारके लिये सबसे पहले वर्तमान 
कालकी शिक्षा-दीक्षामै आमूल परिवर्तन करना होगा और 
मनुष्यको बताना होगा कि मानव-जीवनका लक्ष्य केवळ 
स्थूल इन्द्रिय-सुख नहीं हे । मनुष्य अस्थि, चर्म, मांस, 
मजा एवं रक्तका पिण्डमात्र नहीं है । वह बुद्धि-विवेकसे 
युक्त? दिव्यभावापन्न आध्यात्मिक प्राणी है। वह अपने जीवनमै 
भ्रेयको ग्रहण करके अपनेमें अन्तित दिव्य भाबको इस 
प्रकार विकसित एवं प्रस्फुटित कर सकता है, जिससे इस 


% सानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


संसारमै रहते हुए भी वह अमृतस्वका अधिकारी हो सकता 
है । आजके जिस सर्वात्मक इहलोकिक जीवन-दर्शनको धुव 
नक्षत्र मानकर वह चल रहा है, उसीने उसकी मानविक रेतः 
को, उसकी नैतिक बुद्धि एबं विवेकको कुण्ठित कर दिया है 
जिससे प्रकृतिके रहस्योंको आयत्त करके और असीम भौतिक 
शक्तिका अधिकारी होकर भी वह उस शक्तिको नियन्त्रित 
करनेमें असमर्थ हो रहा है | उसका मन ग्रद्वत्तियोंके ववत्त 
होकर अनिवार्य वेगसे इतस्ततः प्रधावित हो रहा है । मनुष्यके 
मनके मोड़को आज अन्य दिशामै ले जानेकी आवस्यकता 
है । भारतीय साहित्य; संस्कृति एवं दर्शनमै मनुष्यके अमृतत्व 
की; उसके महाजीवनकी जो वाणी प्रच्छन्न है, उसके रहस्यका 
उद्घाटन करके उसे बताना होगा कि जीवनकी सार्थकता 
मोगकी सहज प्रवृत्तियोंको चरितार्थ करनेमें नहीं वरं भोग 
एवं त्यागकी बृत्तियोंके समन्वयमै है | त्यागद्वारा ही भोगके 
आनन्दका आस्वादन किया जा सकता है । उपनिषद्का 
वाक्य है--“न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अस्रतत्व- 
सानशुः ।! कर्मसे नहीं, प्रजासे नहीँ, धनसे नहीं, त्यागे 
कोई-कोई अमृतत्वको प्राप्त हुए हैं | इसी प्रकार उपनिषद्‌ 
की यह वाणी मानवताके लिये कितनी उदात्त, उच्च एवं 
अनुप्रेरणामयी है-- 

ईंशावास्यमिद्‌९ सवे यत्किंच जगत्यां जगत्‌ । 

तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ॥ 

“इस चल जगतूमे जो कुछ भी है, वह सत्र ईश्वरसे 
परिव्याप्त है । संसारका भोग त्यागसे करो | किसीका धन 
मत छीनो |? संसारके विभिन्न राष्ट्र यदि इस सिद्धान्तको 
मानकर परस्पर सम्बन्ध स्थापित करें तो वेर-विरोध, कटुता 
एवं परश्री-लोडपताके लिये स्थान ही नहीं रहेगा और मनुष्यः 
अपनी जीवन-यात्रामें एक नूतन ज्ञानालोक़का संधान 

लेगा । 

धर्मनिरपेक्ष ( 5200151 96966 ) राज्यका अर्थ धर्महीन 
राज्य नहीं है । सच तो यह है कि कोई भी राज्य धर्मके 
उन साबजनीन सिद्धान्तोकी अवहेलना करके टिक नहीं सकता? 
जिनका आधार मानवता है | मानवमात्रके कल्याणके लिये 
धर्मके जो सार्वभौम सिद्धान्त हैं, उनको आदर्शरूपमें ग्रहण 
oe जनङ्गळिधायिनी हो सकती है | इस 

स गान्यवस्थामे एक ऐसी चेतनाकी प्राणप्रतिष्ठा 
क i च ह जड वैज्ञानिकताके आवर्तमै 
अपने स्वधर्मसे च्युत और आत्म 


जू 





% सोनव-शरोरका अन्तं अ 





emer 
ब्ला 9 ििओओ 


विस्मृत हो गया दै, उससे उसका उद्धार हो और वह 

आत्मप्रतिष्ठ बने । मनुष्यमें मानवताका उद्बोधन हो, उसके 
व्यक्तित्वका विकास हो, उसमें सद्गुणीका स्फुरण हो ओर 
उसकी कर्म-प्रचेष्टाएँ बृहत्‌ कल्याणकी, दिशामें प्रसारित हों । 


Fx 


a 


ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसका यह अर्थ नह 
कि आधुनिक ज्ञान-बिज्ञानके क्षेत्रमै जो ति हुई 
विविध विद्याओंका जो अध्ययन-अनुशीलन हो रहा है, यन्त्र- 
विज्ञानकी सहायतासे धनोत्पादनमे जो वृद्धि हो रही है; उस 
ओरसे हम विमुख हो जायँ और एकमात्र आध्यात्मिक 
चिन्तन-मनन एबं ध्यान-उपासनामें ही अपनेको निमग्न कर 
दें । आधुनिक ज्ञान-विज्ञानकी शिक्षाका जो मूल्य एवं महत्त्व 
है, उसे स्वीकार करते हुए हमें उसकी प्रतिष्ठा करनी होगी 
एक ऐसे आदर्शके ऊपर, जो आदर्श हमारे जीवनके 
आध्यात्मिक पक्षके विकासमें सहायक हो और नेतिक मूल्योंके 
प्रति हममें आस्था उत्पन्न करें। हम श्रद्धाशील बनकर 
ज्ञानाजन करें । यह श्रद्धा जीवनके नैतिक मूल्योके प्रति, 
जीवनके आध्यात्मिक पक्षके प्रति होनी चाहिये । गीतामें 
भगवानूने कहा है वॉट्लभते ज्ञानम्‌? । श्रद्धाभाव 
लेकर जो ज्ञान लाम किया जाता है, वही मानवताके लिये 
कल्याणजनक होता है । इसके लिये यह आवश्यक है कि 
भारतीय साहित्य एवं संस्कृतिका व्यापक प्रचार हो । लोग 
अपने प्राचीन ग्रन्थांका अध्ययन करें, उनके महत्त्वसे 
परिचित हो । प्राचीन ज्ञान-विज्ञान एवं आधुनिक ज्ञान-विज्ञान 
के बीच सामञ्जस्य रखकर हमें चलना होगा | प्राचीन विद्या 
जिसकी परिभाषाकी गयी है--“स्रा विद्या या विस्ुक्तये') वह 
विद्या आजके युगमें भी हमारे लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती है, 
यदि हम उसकी वाणीको समझकर उसे अपने जीवनमै आत्म- 
सात्‌ करनेकी चेष्टा करें | उस वाणीम जीवनके पुरुषार्थ 
चतुष्टप--अर्थ, धर्म, काम, मोक्षका संदेश संनिदित है । उसमें 
लौकिक जीवनकी, उसकी कामनाओंकी, भोग-सुखकी वर्जना 


mu 


9 





699 


कहत कबीर खुनो भाई साधो, संग चली बस सुखी रूकरियों ॥ 


२५९, 








नहीं है । उसमें जीवनका एक ऐसा आदर्श उपस्थित किया 
गया है, जिसके अनुसार चलकर मनुष्य सांसारिक बन्धनोंके 
बीच भी अनासक्त भावसे अपने कर्तव्य कर्ममे प्रवृत्त 
हो सकता है» अपने सट्गुणोंको विकसित करके मनुष्यत्व- 
के उच्च स्तरपर पहुँच सकता है । भारतीय संस्कृति हमारे 
मनके परिमण्डलको विस्तारित; हमारी दृष्टिको अन्तमुंखी, 
हमारे हृदयकों उदार ओर हमारी विचार-बुद्धिको संतुलित 
एवं सहनशील बनाती है । उसमें मूढ्ग्राहिता तथा परमत- 
असहिष्णुता नहीं है | उसका विश्वास है--'एक सदू चिप्रा 
बहुधा वदन्ति ।' वह ईश्वरतक पहुँचनेके विभिन्न मागो 
एवं उपासना-पद्धतियोंमें विश्वास करती है । वह मनुष्यकी 
आत्मिक स्वतन्त्रताको सबसे बड़ी स्वतन्त्रता मानती है; क्योंकि 
मानवात्माके ईश्वरत्वमें, उसकी पवित्रतामें उसका विश्वास है । 
मनुष्य सब कुछ प्राप्त करके भी यदि आत्मारूपी धनको खो 
बैठा है, अपने मनुष्यत्वसे भ्रष्ट हो गया है, तो फिर उसकी 
विद्या-बुद्धि एवं ऐश्वर्यमे ऐसी कोई भी वस्तु नही, जो गर्व करने 
योग्य हो। इसलिये ज्ञान-विज्ञानकी; शिल्प-वाणिज्यकी, कला-कारी- 
गरीकी अथवा प्राविधिक---चाहे जिस प्रकारकी शिक्षा मनुष्यको 
दी जाय) संस्कृतिके संस्पर्शसे जबतक उसके मनुष्यत्वको, 
उसके नैतिक सदगुणोंकी जागरित नहीं किया जायगा, तबतक 
मानवताका उद्बोधन उसमें नहीं हो सकता और न वह अपने 
जीवनमें किसी उच्चादर्शसे अनुप्राणित हो सकता है | मनुष्य 
जबतक स्वयं मनुष्य नहीं बनेगा; तबतक उसकी आत्मा 
संकुचित बनी रहेगी, उसका व्यक्तित्व अहंके कारागारमे 
आबद्ध रहेगा और वह वूसरोंके सुख दुःखके प्रति सहानु 
भूतिशून्य एबं असंवेदनशील बना रहेगा । यही कारण 
है कि भारतीय संस्कृतिमै आत्मानुभूतिपर इतना जोर दिया 
गया है। “आत्मानं विद्धि? पहले अपनेको जानो, आत्म- 
स्वरूपकी उपलब्धि करो। इस उपलब्धिक्रे द्वारा ही विश्वके 
साथ आत्मीयताका सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है और 
एक मनुष्य अन्य मनुष्यके साथ प्रेमसूजरमै ग्रथित हो सकता है। 


--#"-०७७७०७३०-+-८ 
| मानव-शरीरका अन्त | 
७५ हमकोँ ओढ़ायै चदरिया, चलती बियियाँ ॥ ५४ 
३ घान राम जब निकसन लागे, उळटि गई दोउ नैन-पुतरिया रग 
रश भीतर तें जब बाहिर लाये; छूटि गई सब महरू-अटरियाँ ॥ \ 
र” चारि जने मिलि खाट , रोवत ले चले डगर-डगरियाँ। द” 
५ 


कबीर 


नार ०40 


२९० 


# भानंव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थकी ३ 





0... तन त त त त 
ऱ्य 





मडुलमयी “मानवता. 


( लेखक -पं० श्रीहरिशक्करजी शर्मा ) 


जिसे प्राणप्यारा सदाचार होगा, वही वीर संसारसे पार होगा । 


नतिकता नाता तोड़ भागी है न जाने कहाँ, 
“मानवता? हाथ | आज फूट-फूट रोती है । 
चरमंका तो नाम हेते घरणी धसकती है, 
अनघा अहिंसा वेदनाके बीज बोती है॥ 
सत्ये शरीर प कुठार चता है क्रूर, 
नीति अनरीतिसे विकर बड़ी होती है। 
भारती पुकारती है, सुनता है कौन भरा, 
होकर अधीर आँसुओसि मुँह भोती है॥ 
संसारमै जितने महान्‌ पुरुष हुए हैं, सबने मानवता- 
निर्माणपर बल दिया है । जितने धर्म तथा सम्प्रदाय हैं, सभी 
मानवताके विकास और उसकी वृद्धिका समर्थन करते रहे 
हैं | श्रीमद्भगवदूगीतामें स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने मानवताकी 
महती मीमांसा की है । अत्यन्त खेदपूर्वक देखा जाता है कि 
आज नेता, प्रणेता, विद्वान्‌ कवि, साहित्यकार, मन्त्री- 
मिनिस्टर, बकीळबैरिस्टर) डाक्टर और सेठ-साहूकार तो बहुत 
हैं; परंतु सच्चे मानबोंकी संख्या अति न्यून है। उर्दुके मशहूर 
शायर “मीर? ने केसी अच्छी बात कही है-- 
मीर्हाइण गर फरिएता हो तो हो, 
आदमी होना मगर दुखखार है) 
आज संसारम जो खार्थान्धता, अशान्ति, अनाचार 
और भ्रष्टाचारका बोलबाला है; उसका मूळ कारण 'मानवता?, 
इन्सानियत या आदमियतकी कमी है । मानवता? क्या है! इसका 
निरूपण नीचे लिखे रलोकर्म केसी सुन्दरतासे किया गया है 


बिद्याविलासमनसो छतशीळशिक्षाः 
सध्यत्रता रहितमानमलापहाराः । 
संसारदुःखदळनेन सुभूषिता ये 
धन्या नरा विह्दितकर्मपरोपकाराः ॥ 


अर्थात्‌ जिन मानवोंका मन विद्या-विलासमे लीन है, 
जो सुन्दर शीळस्वभावयुक्त हैं, जो सत्यमाषणादि नियमोंका 
पालन करते दै? जो अभिमान और अपवित्रतासे रहित हैं, जो 
दूसरोंकरी मठिनताके नाशक, सत्योपदेश और विद्यादानके द्वारा 
सांसारिक जनोंके दुःख दूर करनेके संकल्पसे सभूषित और जो 
बेद्विित कर्मोसे पराया उपकार करनेमें रत रहते हैं, वे 


नर-नारी धन्य हैं और वे ही सच्चे मानव हैं | इसी इलो 


आशयको राष्ट्रभाषा हिँदीमै इस प्रकार कह सकते हैं 
बिद्याके विळासमें निमग्न रहता है मन, 
शिक्षा और शीझका महत्त्व अपनाया है । 
चारण किया है सत्य-त्रत बड़ी दढ़तासे, 
मान, मद, मरु जिसको न कभी भाया है ॥ 
लोक-दुःख दूर करनेमें सुख पाता सदा, 
पर-उपकारी बन संकट मिटाया 
करके विहित कर्म सुयश कमाता रहा, 
ऐसा धीर वीर घन्य मानव कहाया 


mm 


i 


॥ 
Nr 
सचमुच “मानवता? चरित्र-बछ अथवा नेतिकताका ही 
नाम है । “बोधसार” ग्रन्थम भी स्पष्ट लिखा है-- 
अनाचारस्तु माछिन्यमत्याचारस्तु मूर्खता । 
विचाराचारसंयोगः सदाचारस्य लक्षणम्‌ ॥ 


जब विचार आचारम आता है, तभी वह “सदाचार 
बनता है । अथवा जब ज्ञान क्रियामें परिणत होता है, तमी 
उसको “चरित्र? संज्ञा होती है । यदि कोई व्यक्ति मांस-भक्षणके 
बिरुद्ध विचार रखता, किंतु मांस खाता है तो बह चरित्रवान्‌ 
या सदाचारी नहीं है; क्योंकि उसका कर्म ज्ञानके विपरीत है | 
इसी बातको प्रसिद्ध विद्वान्‌ विचारक इमर्सनने नीचे लिखे 
शर्न्दोमै ब्यक्त किया है-- 

Character is the 
knowledge into action. 


अर्थात्‌ जब ज्ञान क्रियामें आता है, तमी वह चरित्र 
बनता है । 


transcription of 


संसारके प्रसिद्ध विद्वान्‌ रोमा रोलॉने मी चरित्रपर बड़ा 
बळ दिया है | वह कहता है 
Actios isthe end of thought, all 
thought which does not look towards 


action is an abortion and a treachery. 


“क्रिया विचारोंकी परिसीमा है | जो विचार कर्मकरी ओर | 


मश नहीं होते, वे अधकचरे, अपरिपक्क, अविकसित, अपूर्ण 
तथा असफल दै। उन्हें छदम, दुम्म, ढोंग और छल-कपट कहना 


">>> = | 


2. व वीकारला 


ज़ 


+ व्ङ्गलमयी मानवता * 











२६१ 








चाहिये ।? यही नहीं, सच्ची मानवताके सम्बन्धमे उर्दूके 
महाकवि “चकवस्त? कहते हैं--- 


दें दिल पासे वफ़ा जज्वए ईमा होना, 
आदमीयत है यही, और यही इन्से होना । 


“जहाँ संवेदनाशील हृदय) सद्भावना, सत्मात्रताः सहृदयता 
[र ईमानदारी है, वहीं मानवता या मनुष्यताका निवास है? 


५५ 


आजसे लगभग चार सौ वर्ष पहले साउथवेंळ नामक 
अंग्रेज कवि नीचे लिखी बात कह गया है। वह किसे 
मानव मानता है ! 

The man upright of life, 
Whose guiltles: heart is free 

From all dishonest deeds 
Or thoughts of vanity. 

“वही मनुष्य वास्तवमै मनुष्य है, जिसका हृदय निदाँष 
और पवित्र है, जिसने जीवनमें कभी बेईमानी या कुकर्म 
नहीं किये और जिसका मन दुरमिमानसे झ्य है |? 

हमारे शाख्रोने आचारको परम धर्म माना है--आचारः 
परमो धर्मः । जिसने “संयम? और “जितेन्द्रियता? को जीवनमै 

महत्व दिया है) वही वस्तुतः मनुष्य है । राष्ट्रो्रतिका मूल 
भी जितेन्द्रियता ही है । महामुनि चाणक्यने स्पष्ट कहा है-- 
<ाट्रस्य मूल जितेन्द्रियता ।” भारतीय संस्कृति और हिंदू- 
साहित्यने मानवताकी महत्तापर सर्व-प्रथम ओर सर्बाधिक बल 
दिया है | “रामराज्य? की महिमा इसीलिये है कि उसमें जन- 
जनतामें मानबताका प्रकाश था । नागरिकता सद्गुणी एवं 
सद्भावासे सम्पन्न थी | काचूनके कड़े कोड़से 'रित्रका निर्माण 
नहीं होता; हॉ, उससे भय-आतङ्क अवश्य छा जाता है | काचूनकी 
करामात तो शरीरतक ही रहती है | मनपर उसका असर 
होता या हृदयपर प्रभाव पड़ता तो एक बार अपराधी कारा- 
गार जाकर दूसरी बार न जाता । परंतु ऐसा नहीं होता । 
इसील्यि हमारे शास्त्रोंमें हृदयःपरिवर्तन और चरित्र निर्माणपर 
ही बळ दिया गया है । इन दोनोँसे ही मानवताका उदय 
माना गया है| प्राचीन भारतीय परम्परामै वही शासन सुखद और 
श्रेष्ठ समझा गया, जिसमें नागरिक जीवन सच्चरित्र-सम्पन्न 
और सद्भावनाओंसे भरा हुआ रहा हौ । इसी सम्बन्धे 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ स्पेन्सरने कहा है 

True criterion of good government 
is not the increase of wealth and popular 
tion, it is the creation of character and 
personality, 


अर्थात्‌ श्रेष्ठ और सफल शासनका अर्थ सम्पत्ति और 
सनुष्य-गणनाकी वृद्धि नहीं, प्रत्युत चरित्र-चल एवं व्यक्तिका 
निर्माण है । चरित्र ही मानवताका मूलाधार है । आज 
हमारा देश स्वतन्त्र है. अर्थात्‌ अपने देशमै अपना शासन 
है । स्वराज्य-सूयोंदय हो चुका है, परंतु “सुराज्य? की 
छबीली छटा अभी दिखायी नहीं दे रही है। इसके ल्यि हमें 
जन-जनता और नागरिकतामें चरित्र-निर्माणपर बढ देना 
होगा । नैतिकताकी बृद्धि करनी होगी । ईश्वर और धर्म- 
सम्बन्धी दृढ़ भावना और उनके सम्बन्धमे अटल अनुष्ठान- 
प्रियता, जो चारित्यके लिये अनिवार्य है, अपनानी होगी । 
इस सम्बन्धमै महात्मा गांधीने केसी सुन्दर बात कही है--- 


केरे नजदीक धर्महीन राजनीति कोई चीज नहीं है--धर्म 
यानी विश्वव्यापी सहिष्णुताका धर्म ! में धर्मसे भिन्न राज- 
नीतिकी कल्पना भी नहीं कर सकता । वास्तवमें धर्म तो हमारे 
हरएक कार्यम व्यापक होना चाहिये । धर्मका अर्थ है 
विश्वको सुव्यवस्था |? 

वस्तुतः धर्म ही मानवताका निर्माता है । बिना धर्मके 
मनुष्य पशुसे भी गया-बीता बन जाता है। मानवता-निर्माता 
जिस धर्मकी ऐसी अद्भुत एवं महती सत्ता--महत्ता है, उसकी 
स्वतन्त्र मारतमें उपेक्षा या अवहेलना होना बड़े ही दुःखको 
बात है । आज समयकी सबसे बढी आवश्यकता और परि- 
खितिकी बड़ी भारी पुकार यही है कि विश्वमै धर्म-भावनाका 
प्रसार तथा विस्तार हो, चरित्र-्बल बढे और परिणामस्वरूप 
मानवताका भव्य-भानु उदय हो । 


तनसे सेबा कीजिए, मनसे भले विचार । 
चनसे इस संसारमे करिये पर-उपकार ॥ 
यही है मानवताका सार । 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
अन्तमें प्रसुसे प्रार्थना है कि वे जन-जनमें मङ्गलमयी 
मानवताकी समुज्ज्वल ज्योति जगाकर विश्वका कल्याण और 
सच्चरित्रताका त्राण करें | ० 1 
गृह दानवतामय मानवता 
सकरङ्क अधोगति है 
तुम मानव शुद्ध बनो विचरो, 
ध्रुव चम धरो, शुभ कर्म करो ॥ 


अचता \ 


२६२ # मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 








bem = | न 
जनताःहित  जोवन-रुष्य रहे, मृदुता उमगे. जन-जीवनमें, 
सद्भाव-सुधा-रस-छोत बहे । कटुता न निवास करे मनमें। 
शुभकर्म॑ करो, फरु-आशा तजो, दृढता दृढ़ हो जतःजन्थनमें, 
भय-हीन रहो, भगवान भजो॥ मदमत्त न हों धरणी-घनमें॥ 
तन पुष्ट बने, मन शुद्ध रहे, वह काम करो, भव स्वर्ग बने, 
चन-आगम-श्ञेत बिशुद्ध रहे। यह जीवन ही अपवर्ग बने। 
कटु नीति, कुनीति न बाधक हो; स्र देव बनें; सङ्गत बनें, 
ऋजुता-शुचिता सुख-साथक हो ॥ अनुरक्त रहें, न विरक्त बर्ने॥ 





मानवर्मे भावनाशुद्धिकी आवश्यकता 


( लेखक - श्रीजयेन्द्राय भ० दूरकाल, एम्‌० ए०, विद्यावारिधि, 


हमारे ऋषि-मुनियोका एक प्रमाण-वाक्य है--ध्यादशी 
भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताइशी |? इसका अर्थ यह है 
कि जिसकी जैसी भावना होती है, बैसी ही उसको सिद्धि होती 
है । अर्थात्‌ सात्विक भावना हो तो सात्तिक; राजसी हो तो 
राजसी; तामसी हो तो तामसी; पवित्र हो तो पवित्र; मलिन 
हो तो मलिन; देवी हो तो दैवी और आसुरी हो तो आसुरी | 
यह सारा संसार इन भावनाओंकी सिद्धिकी प्रयोगशाला है । 
इस जगतूका इतिहास भावना-सिद्धिकी विविधताका 
इतिहास है । इस दुनियामै दिखलायी देनेवाले परिणाम, 
विपरीत परिणाम तथा निष्फलताएँ--ये भावनाओंके वैषम्यकी 
टीकाएँ हैं । जैसी भावना, वैसी सिद्धि- यह पूर्ण सत्य नहीं है, 
अपूर्ण सत्य है । भावनाकी सिद्धि ठीक होती भी है और 
नहीं भी होती । 

हम जो कार्य, क्रिया या कर्म करते हैं, उसमें इतनी तो 
भावना-श॒ुद्धि होनी ही चाहिये । भावना-शुद्धिका अर्थ 
है---भावनाकी सात्त्विकता, पवित्रता और निष्कपटता या 
निर्मलता । इस प्रकारकी भावनाका अज्ञेय तथा अद्भुत प्रभाव 
पड़ता है । प्रेम-जैंसे विषयमें भी हम देखते हैं कि सावित्रीका 
प्रेम निर्मळ था और उसके द्वारा वह अपने पतिको यम- 
फॉससे मी छुड़ा लायी । तथा रावणका प्रेम मलिन था, 
जिसके कारण सीताको प्राप्त करनेमें उसे मृत्यु प्राप्त हुई । 
शिवाजीके एक प्रसङ्गकी बात है कि अपने दरबारमें कैदीके 
"रूपें लायी गयी एक अति सुन्दरी युवतीको आश्चर्यचकित 
होकर वे देखने लगे । समामें सभासदोंके मनमै उठनेवाली 
शङ्काका निवारण करते हुए उन्होंने कहा--'मुझे ऐसा 
लगता है कि मैं अगले अन्ममे इसी माताके पेटे जन्म लूँगा । 
प्रेम भी इस प्रकार सात्त्विकी, राजसी और तामसी भेदसे 
तीन प्रकारका होता दै । धर्मबुद्धिसे होनेवाला प्रेम बहुत कुछ 


साहित्यरत्नाकर, भारतभूषण ) 


सात्विकता लिये होता है । भोगासक्तिसे हुआ प्रेम अधिकांश 
राजसी होता है और मोहादिसे हुआ मलिन प्रेम अधिकांदागे 
तामसी ही होता है । इन्हीं कारणोंसे गांधीजीके जैसा 
सपनका ब्याह भी आजन्म स्नेहके खोतसे भरपूर होता है 
और पूर्णतः अनुभव बाद होनेवाळे पुरुष-स्त्रीके ब्याहसें कुछ 
दिनोके बाद तलाक करनेकी नौबत आ जाती है ! 


इसी कारण फ्रेडरिक महान्‌ संग्राममै जाते समय अपनी 
रानीकी खूब प्रशंसा करते हुए कहता है--५उसे कहना कि 
मैं उसे प्राचीनकालकी यश्रखिनी सन्नारियोंकी कोटिमै रखता 
हूँ 17 ऐसी ही त्रियोके उदरसे राम और राणा प्रताप-जैसे 
अवतारी पुरुष प्रकट होते हैं । इसके अतिरिक्त नेपोलियन; 
स्टालिन और हिटलर-जैते बलवान्‌, आग्रही, जोखिम सहन- 
करनेवाले तो होते ही हैं। आजकल स्वेच्छा-वरणकी प्रशंसा की 
जाती है, विवाह-पद्धतिमें यह चाळू कमी है । कवि नान्हालाला 
भी प्रेमकी प्रशंसा करते हुए यह भूल कर जाते हैं | प्रेममें भी 
देहके समान विशुद्ध, सामान्य और मलिन--तीन भेद होते हैं; 


और उसको समय-समयपर साबुन लगाना या अभ्यक्ञ-स्नान 
कराना पड़ता है | 


भावना” शब्द “भू? धातुसे बना है और (इद 
भिषठु”--ऐसा हो, यह भावना या इच्छा इसका बीज है, यह 
कहा जा सकता है | जैसे प्रेम, स्नेह अथवा भक्ति करते 
समय भावनामें भेद होना सम्भव है, उसी प्रकार क्रिया, कर्म 
अला छा करते समय भी भावनामें भेदोंकी विविधता 
अनभव हे | श्रीमद्धगवद्गीतामें मगवानूने अर्जुनक्रो युद्ध करनेकी 
भावनामें विद्युद्धि लानेकी शिक्षा दी है । फलकी अपेक्षा किये 


बिना) युद्ध कला उसका धर्म है यह मानकर भगवान्‌ 
ली युद्ध करनेकी प्रेरणा प्रदान करते हैं तथा भवितव्यता 
निश्चित हो गयी है और इसे युद्ध करना है | आखिक 


छ. | 


७ है जि 


पु 








$ सानवपे भावनाशुद्धिकी आवश्यकता * २६३ 





वैज्ञानिक लार्ड बेकने नास्तिक विज्ञानको पैदा किया । इसका 
कारण यह है कि उसके क्रिया-बीजमें संसारका प्राधान्य बेठा 
हुआ था । मुझको लगता है कि मेकालेने उसको जो मनुष्यों- 
में सबसे नीच ( ९१०९५६ ) कहा है; उसका भी कहीं यही 
कारण तो नहीं है ? भावुक ईसाइयोंमें “प्रभु सत्य हैं और 
संसार अन्ततः मिथ्या दै? यह भावना वर्तमान है । उसके 
स्थानमै इसने यह भावना फैलायी कि संसार पहले है । इसके 
विज्ञानका बीज बताया जाता है--“ईश्वरकी कीतिं और मानवकी 
स्थितिके विकासके लिये! और इसीसे क्रियाकी भावनामे क्रान्ति 
आ जाती है । 

पुनः एक ताजा दृष्टान्त भावनाका लीजिये । हम सब 
लोग स्वराज्य और प्रगति चाहते थे | परंतु मि० जिन्नाकी 
नेतागिरीमें मुसलमान धर्मप्रधान साम्राज्य चाहते थे । 
परिणामस्वरूप उनको उनकी चाही हुई वस्तु मिली और 
कांग्रेस लोकशाहीका स्वराज्य मागती थी, इसलिये इनको वह 
मिला । मुस्लिम नेताआँको सत्ताका बहुत शोक था, इसल्यि 
उनके राज्यमें इसीकी धींगा-धींगी चल रही है तथा सुधार- 
वादी हिंदुओको क्रान्तिका और २९४०।७६।०० का मोह था; 
इसलिये वे अपने धर्म, वर्ण-व्यवस्था, राज्य-व्यवस्था) राज्यनीति, 
समाज-व्यवस्था--सभीको उलट देनेके लिये प्रस्तुत बैठे हैं और 
अब बौद्ध आदर्श, यूरोपीय नीति, समाजवाद और पञ्च- 
वर्षीय खर्च करनेकी योजनाओंका बोलवाला चल रहा है । 
लोग खानेके लिये गेहूँ और चावळका शोर मचाते हैं और 
योजनाका काम आगे बढ़ रहा है--स्टेशनोंको बड़ा करनेका+ 
नहर बनानेका और नये पुल तथा रास्ते बनवानेका | आम 
लोगोको चाहिये सस्ता अनाज) कपड़ा और घर; और उनको 





मिल्ती है अधिक महँगी, अधिक कर और अधिक सख्ती | 





पढ़े-लिखे लोगोंको क्रान्ति और बलवेकी जो हविश थी; वह 
उनको समाजमें, विद्यार्थी-जगत्‌मै ओर राजकीय दल्बंदियॉमें 
मिल गयी है तथा झान्तिकी जो पुकार मच रही है, 
वह न जाने किस कोनेमै छिपी बेंठी है । भाषा; प्रान्त-विभाग) 
संतति-नियमन ओर योजनाओंके हेर-फेरका नया-नया भूत बड़े- 
बड़े लोगोंको भी चक्करमें डाल रहा है । यह सब कुछ भावना- 
की भ्रामक माया है । यह सात्विकताकी विशुद्धि और दैवी 
सम्पत्तिके आदर्शकी माँग कर रही है) नहीं तो, अभी कोई यह 
नाटक पूरा नहीं हो गया है | 

इस प्रकार ज्ञान-विज्ञान और बुद्धिमे भी भावना शुद्धि न 








हो तो गाड़ी ऐसी उलटी चलती है या उल्टै रास्ते चढ़ 

जाती है कि पूर्वके अज्ञानको ही भला कहा देती है । किसको 

ऐसा नहीं लगता कि अणुवम, हाइड्रोजनबम तथा दूसरे मारक 

साधनोंकी ज्ञान-वृद्धिकी अपेक्षा पहलेकी अज्ञानता अच्छी थी ! 

आजके व्यापारकी समृद्धि और तड़क-भड़ककी अपेक्षा 

पहलेकी सस्ती और गान्तिकी रोटी अच्छी थी ! 

किसको नहीं लगता कि आजकी हाथापाई, नेताओंकी मारा- 
मारी और बारहों महीनेके चुनावोंकी अपेक्षा पहलेके राज्य- 
संचालनकी सुख-शान्ति अधिक अच्छी थी १ एक उमशानके 
डोमकी बात है कि वह जब मरने लगा, तब अपने लड़केसे 
सिफारिश कर गया कि “तुम मेरी सद्गति चाहते हो तो छोगोंमें 
मेरी जो आज निन्दा होती है, उसके बदले लोग मेरी प्रशंसा 
करें--ऐसा काम करो ।? लड़केने वचन दिया और वह बूढ़ा 
चल बसा | पर वचनका पालन केसे किया जाय १ उसने नया 
अनुसंधान किया--बुराई करनेमें बापकी अपेक्षा सवाई करें 
तो लोग उसकी अपेक्षा बापको अच्छा कहेंगे । यही बात यहाँ 
समझिये । कुछ लोग कहते हैं कि हम तो उपाय करके मरते 
जा रहे हँ, फिर भी महँगाई बढ़ती जाती है, बेकारी बढ़ती 
जाती है, अशान्ति बढ़ती है, झगड़े बढ़ते हैं, दरे और अपराध 
बढ़ते हैं; युद्धप्रियता बढ़ रही दै, वेरःबिरोध बढ़ रहा है | 

यह सब है क्या! मानवता; राष्ट्रियता, अन्वेषणप्रियता, समाज- 
विज्ञान या लोकतन्त्र तथा दूसरे अनेकों उपाय करनेपर भी कोई 
रास्ता क्यों नहीं मिलता ! परंतु मिले मी तो केसे १ ईश्वरका 
राज्य भावनाकी विशुद्धि चाहता है, यहाँ कोई “पोपाबाई!का 
राज्य तो है नहीं | 

इस अपेक्षित भावना-झुद्धिका साधन है एकमात्र 

धर्म-पथ | इसलिये धर्मकी आवश्यकता है; इसीलिये धर्मको 
महापुरुष सामने रखते हैं; इसी कारण जो नास्तिक हैं) वे भी 
ठोकर खाते) गिरते-पड़ते धर्मके मार्गको खोजते आते हैं। 
इतिहासके विशाळ परदेके ऊपरके चित्र विचित्र कहानियाँ कह 
रहे हैं | ईश्वर) धर्म और संयमके विरुद्ध विद्रोह करके फ्रांस 
पामाल हो गया, इंगलैंड अस्तव्यस्त हो गया, यूनाइटेड 
स्टेट झंझटमै पड़ गया है, जर्मनीके भुक्के उड़ गये है, भारत- 
का विभाजन हो गया है तथा रूस और चीनकी संस्कृति 
और खातन्त्यका नाश हो गया है । विश्वकी प्रयोगशालामें 
तो प्रयोग चल ही रहे हैं । हमारी क्षुद्र दृष्टि उसको देख 
नहीं सकती, अथवा उसको देखनेकी ओर हमारा ध्यान ही 
नहीं है । 


++--€<अ#छ६2.. 


२६४ 


गोस्वामी तुलसीदास 

सानवको मानवोचित मर्यादाके जीवनदानके लिये 
गोस्वामी ठुलसीदासने मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका 
विमल चरित्र चित्रण किया । अपने रामचरितमानस तथा 
अन्यान्य ग्रन्थोंम उन्होने सनातन सानव-धर्म-तत्त्ममें आस्था 
रखनेकी सीख दी । गोस्वामोजीने कहा कि मनुष्य-शरीर 
भगवानके भजनके लिये ही मिला है | उनका कथन है--- 
स्वास्थ सत्य जीव कहूँ एहा । मन क्रम बचन राम पद नेहा ॥ 
सोइ पादन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ खुबीरा ॥ 

उन्होंने समस्त जगतको सीताराममय देखा । 
सीय राममय सघ जग जानी \ करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


उन्हौने शैव और वेष्णव-सिद्धान्तकी भक्ति-परम्परामें 
समन्वय-भावना प्रकट की । दोहावलीमें वचन है-- 


संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास । 
ते नर करहिं करुप भरि घोर नरक महुँ बास ॥ 


गोस्वामी तुलसीदासका समस्त जीवन भक्तिपूर्ण दैन्य 
और भगवत्‌-समर्पणका प्रतीक कहा जा सकता है । उन्होंने 
भक्तिकी व्याख्या की कि रामसे प्रीति करनी चाहिये, राग-रोष- 
पर विजय प्राप्तकर नीतिके पथपर चलना चाहिये, यही 
भक्तिकी रीति है । इस भक्ति-प्रातिके फलस्वरूप दैन्यका उदय 
होता है । गोस्वामीजी दैन्यक्रे बढ़े धनी थे | एक समयकी 
बातु है; परम भागवत नाभादास काशीमें उनसे मिलने आये। 
गोस्वामीजी ध्यानस्थ थे; इसलिये भेंट न हो सकी) वे ब्रज 
चले आये । तुल्सीदासको बड़ी ग्लानि हुई । वे नामादासजी- 
से मिलने ब्रज आये, उस समय संतोका भण्डारा चल रहा 
था नामादास उन्हें संतत्वकी कड़ी कसौटीपर कसना चाहते 
थे। जान-बूझकर उपेक्षा कर दी, खीर परोसते-परोसते 
उनके पास पहुँचे) पात्र नहीं था, गोखामीजीने किसी संतकी 
पनहीकी ओर संकेत कर कहा कि इससे अच्छा पात्र दूसरा 
क्या हो सकता है । नाभादासजीने उनको गले लगा लिया; 
कहा कि मुझे अपने 'भक्तमाळका सुमेरु मिल गया | 
गोखामीजीका यद आचरण सिद्ध करता है कि भगवद्भक्ति 
वास्तविक दैन्यसे दी मिळती है । 
अगवानकी भक्ति दी उनके दृष्टिकोणसे जीवनका परम 

श्रम है ! राजरानी मीरोंने चित्तोड़की राजसचाके उत्पीडनसे 


# मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका > 





स्स्स च 
~ 


रस्त होकर उनसे अपना कतव्य पूछा था, भक्तिके महान 
न्यायपतिके न्यायालयसे अपने भाग्यका निर्णय माँगा था, 
गौस्वामीजीने अभय वाणीमें संदेश भेजा कि “जिसको राम. 
वैदेही प्रिय न हों उसका कोटि वैरीके समान परित्याग कर 
देना चाहिये ।? उनका निर्णय था । 

तुरुसी सो सत्र माति परम हित पूज्य प्रानते प्यारो । 

जा सो होय सनेह रामपद एतो मतो हमारो॥ 

राजरानी मीराँके माध्यमसे उन्होंने प्राणिमात्रको भगवदू- 
मक्तिके पुण्य आचरणकी सीख दी । उन्होने मानवताको 
भगवदूभक्तिके अमिट रंगमें रँग दिया । कवितावलीगे 
गोस्वामीजीका बचन है-- 


परमाऱ्यु, स्वारयु, सुजछु, सुरुम राम तें सकर फर | 

कह 'तुरुसिदास अब जत्र कबहुँ एक राम तें मोर भरु॥ 
धर्ममूति श्रीगोस्वामीजीने सकल सुकृतका फल जीवते 
एकमात्र परम धर्म रामकी स्नेहःप्राततिसे स्थिर किया | 
मानवता उनकी मक्तिका रसास्वादन चिरकाळतक करती रहेगी। 


समर्थं रामदास 


संत समर्थ रामदासने अपने समयकी सांस्कृतिक; धार्मिक 
और सामाजिक समस्याओंक्रा समाधान अध्यात्म-प्रकाशमे 
खोजा, तत्कालीन भारतीय सानवताके सामने उन्होंने पवित्र 
जीवनके जो आदर्श रखे, उनके निर्वाहकी परम्परा भारतमें 
शताब्दियोंतक चलती रहेगी, मौलिकरूपसे भारतीय स्वराज्यके 
संस्थापक तो वे ही थे । महाराष्ट्रमै हनुमानके अवतारके रूपमें 
उनकी घर-घर पूजा होती है । उन्होंने स्वराज्य--संतसम्मत 
रासन-परम्पराका शुद्ध तथा परम निर्मल रूप समझाकर प्राणि- 
मात्रको परमात्माकी ओर प्रेरित किया | संत समर्थने बारह 
सालतक काशी, अयोध्या, गोकुछ, वृन्दावन, मथुरा; द्वारका? 
बद्रीनारायण, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदिकी तीर्थयात्रा कर 
देश-कालकी परिस्थितिका अनुभव क्रिया, आध्यात्मिक और 
सांस्कृतिक अभ्युत्थानका मन्त्र जगाकर लोगोंको यथार्थ धर्म- 
का तच्च समझाया, राघवेन्द्र रामके राज्यादर्शका मर्म समझा- 
कर देशवासियोंको धर्माचरणका संदेश दिया | 
जेममूलक खराज्यकी स्थापना और संचालनमै योग देते 
“हना उनकी सम्मतिमें मानवताके प्रमुख आदज्ोमेसे एकं 
सा | संत अमर्थने खराज्यके संस्थापक छत्रपति महाराज 


क्र 


I= 


रे 


श्र 


क घर्मसूर्ति ऋ 





शिवाजी तथा भारतीय जनतासे कहा कि “जब धर्मका अन्त 
हो जाय, तब जीनेकी अपेक्षा मर जाना अच्छा है ।? दिवाजी- 
को समझाया कि “धर्मको फिर जीवित कीजिये, हमारे पूर्वज-- 
पितर स्वर्गसे हमारे ऊपर हँस रहे हैं |? संत समर्थने वर्णा 
श्रम-घर्मके संरक्षणमे अविचल निष्ठा प्रकट की । उनका 
जीवन परम त्यागमय था | एक दिनकी वात है कि कुछ 
दिप्याँके साथ भिक्षा मागते हुए वे साताराके किलेमे पहुंच 
गये | उनके मुखसे 'जय-जय समर्थ रघुवीर? का जयधोष 
सुनते ही शिवाजीने एक पत्र लिखकर उनकी झोलीमे डाळ 
दिया, जिसका अभिप्राय यह था कि मेरा समस्त राज्य आपका 
दै । शिवाजीने कंघेपर झोली रखकर भिक्षा मॉगी । संत 
समर्थने समझाया कि राजकार्यं करना आपका धर्म है। 
शिवाजी महाराजने उनके परमोत्कृष्ट त्यागसे प्रभावित होकर 
सिंहासनपर उनकी चरणपाढुका पधराकर धर्मराज्यकी 
नींव दृढ़ की | 

संत समर्थका दासबोध ग्रन्थमै कथन हैं कि “संतका मुख्य 
लक्षण यह है कि वह सदा अपने स्वरूपका अनुसंधान करता 
रहता है | सब लोगोंमें रहकर भी उनसे अलग रहता है, उसकी 
दृष्टि स्वरूपपर पड़ती है । उसकी सांसारिक चिन्ताएँ नष्ट हो 
जाती हैं ओर अध्यात्म निरूपणके प्रति ममता उत्पन्न होती 
है ।? समर्थ रामदासने आजीवन रामकी भत्तिप्रासिपर बल 
दिया । उन्होंने 'मनांचे छोक? के माध्यमसे कहा कि 'रास- 
राघवके रूपका चिन्तन करनेसे भवका जड़ोन्मूलन हो जाता है? 
देहभाव मिट जाता है । संसारमै बड़ी सावधानीसे सत्यकी 
खोज करनी चाहिये, ऐसा करनेपर ईश्वरकी प्राप्ति हो जाती 
है |? संत समर्थने लोगोंको प्रोत्साहित किया कि ईश्वरकी 
उपासना करनी चाहिये | सबके लिये उपासना ही बहुत बड़ा 
आश्रय है, इसके बिना सब निराश्रय हैं | उठते-बेठते ईश्वरका 
भजन करना चाहिये | भजन; साधन और अभ्याससे ही 
परम सुख मिलता है--मनमें इस बातका विश्वास रखना चाहिये। 
दासवोधमें संत समर्थकी ऐसी उक्ति है । समर्थ रामदासका 
जीवन धर्ममय है । वे आदर्श संत थे; मानवताके उद्धारक थे | 


श्रीरामकृष्ण परमहंस 


बंगालकी शस्यश्यामला स्वर्णभूमिने रामकृष्ण परमहंसको 
अपनी स्नेहमयी गोदमै पालित-घोषित करनेमे जो पुण्य कमाया? 
वह निस्संदेह विश्वके किसी भी भूमिभागके लिये अमित 
स्प्र्दाकी बात दै । परमहंस रामकृष्णने भारत ही नही; 


मा० अं० ३४-- 


२६५ 
अमेरिका, यूरोप, एशिया आदिके बहुत बड़े मागके अविद्या- 
अन्धकारको भारतीय धर्म तथा वेदान्तकी पुण्य ज्योति 
( विवेकानन्दके माध्यम ) से मिटाकर शुद्ध आत्मतत्त्वका 
रसास्वादन कराया । मानवमात्रको मानवताके समुत्थानमें यह 
उनका बहुत बड़ा योग स्वीकार किया जा सकता है | ईश्वर 
की शक्तिरूपमे उपासना करनेवालोमे परमहंस रामकृष्णका 
नाम सर्वोच्च दै | वे मद्दासाधक, अनुभूतिजन्य आत्मञ्ञानक्े 
महान्‌ पण्डित और आत्मदार्शनिक थे। उन्हें भौतिकता और 
वैषयिक सुखकी भावना स्पर्श तक न कर सकी | उनकी 
सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे सदा जगदम्बाकी भक्तिमें निमग्न 
रहे । उनके साधनकाळकी बात है । वे गङ्गातटपर गये, 
उन्होंने एक हाथमे मिट्टी रख ली और दूसरेमे रुपये रख 
लिये । उन्होंने विचार करना आरम्भ किया कि सोना और 
मिट्टी दोनों एक हैं--सोना मिट्टी है, मिट्टी सोना है । दोनोंकी 
एकरूपता सिद्ध हो जानेपर उन्होने उनको गङ्गामें फेंक दिया | 
भगवती पार्वतीसे प्रार्थना की “माता ! मुझे भौतिक सम्पत्ति 
और विषय-सुखकी तनिक भी कामना नहीं दै, मेरी सबसे 
कि आप मेरे हृदयमे निवास करें ।! 


परमहंस रामकृष्णने समस्त धर्मोकी मूलभूत एकताका 
भगवती महाकालीके रूपमै लोगोंको साक्षात्कार कराया । 
स्वामी विवेकानन्दने उनके आदर्श संत-मतकी व्याख्यामें 
घोषणा की थी कि हमारे सदूगुरुने कहा था कि “सब धमाका 
मूल खोत एक ही है |? उन्नीसवीं गताब्दीके इन परम संतने 
किसी भी धर्म या मतपर आक्षेप नहीं किया; उन्होंने अपने 
जीवनमै अनुभव किया कि सब मत-मतान्तर एक ही ईश्वरीय 
धर्मके विभिन्न अङ्ग हैं । परमहंसदेबका पूरायूरा विश्वास 
था कि छोटे-बड़े सत्रमें समानरूपसे भागवत-ज्योति विद्यमान 
रहती है। परमहंसदेवने एक दिन एक नवयुवककी ओर संकेत 
कर कहा कि “यह फल्गुनदीके समान है, ऊपरसे तो फल्गुतटपर 
बाळू ही दील पड़ती है, पर नदीमे पवित्र जळकी धारा बहती 
रहती है । इसी प्रकार ऊपरसे नहीं पता चलता है, पर इस 
नवयुवकके भीतर अध्यात्मकी धारा प्रवाहित है ।! समस्त 
प्राणिमात्रके हृदयमें वे परमात्माकी ज्योतिका दर्शन करते थे | 
उपर्युक्त घटनासे यह बात सिद्ध हो जाती है कि छोटे बडे, 





बड़ी इच्छा यहाँ 


२६६ 


कै मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





5555२०००००००. ७७ स्तन 
वयस्क और बालक सबमै समानरूपसे परमहंसदेवको अपने 


उपास्य ही दीर पड़ते थे । 


एक समय परमहंसदेवसे एक शिष्यने पूछा कि “जिसे 
भगवानको प्राप्ति नहीं हो सकी है, क्या उसे सारे कार्य छोड़ 
देने चाहिये १? रामकृष्णदेवने समाधान किया कि इस 'कलियुगमे 
लोगोंके लिये भक्ति और प्रेमका पथ ही सुगम है । भगवन्नाम 
का जप करना चाहिये, उन्हींका शुण-गान करना चाहिये 
और शद्ध अन्तःकरणसे निवेदन करना चाहिये कि हे 
परमेश्वर ! मुझे अपने भक्ति-ज्ञानका धनी बनाइये, मेरे नेत्र 
खोल दीजिये, मुझे अपना दर्शन कराइये ।? परमहंसदेव 
अपनी कथनीके रूप ही करनीका परिचय देते थे | एक दिन 
वे भगवती काली के दर्शनके लिये इतने व्याकुल हो गये कि 
उन्होंने दर्शन न होनेपर अपना प्राणान्त करनेके लिये खड्ग 
उठा लिया । जगदम्बाका साकार विग्रह उनके सामने प्रकट 
हो गया । मनि अपनी कृपाकी ज्योति-मन्दाकिनीमै उनको 
सराबोर कर दिया । उन्होंने मानवताको अपने भक्तिपूर्ण 
आचरणसे आस्तिकताका विश्वासी बना दिया, बड़े आत्मज्ञानी 
और वेदान्ती संत-महात्मा उनकी जगदस्बा-उपासनाका 
रसास्वादनकर धन्य हो गये । 


महात्मा गांधीके दाब्दोंमें रामकृष्ण परमहंसदेबका जीवन 
घर्मको व्यवहारक्षेत्रम उतारकर मूर्तरूप देनेके प्रयासकी एक 
अमर गाथा है । परमहंस रामकृष्णका सत्सिद्धान्त यह था कि 
भक्ति-पथ सहज और सुगम है । दुर्लम मानव-जन्म पाकर 
केवल इसी बातकी आवश्यकता है कि प्रभुके चरणकमलमे 
किस तरह भक्ति हो । 


स्वामी विवेकानन्द 


स्वामी विवेकानन्द पिछली गताब्दीकी प्रमुख 
आध्यात्मिक विभूतियेमिंसे एक थे । उन्होंने मानवताको 
आध्यात्मिक ज्योतिसे परम सम्पन्न किया । दक्षिणेश्वरके 
शक्ति ब्रह्मोपासक परमहंस रामङृष्णकी चरण-कृपाकी ज्योतिसे 
अविद्या-अन्धकारका नाश कर स्वामी विवेकानन्द्ने आत्मगत 
सत्य चेतनासे मानवके कल्याणका पथ प्रशस्त किया | केबल 
मारत ही नहीं) अमेरिका, यूरोप तथा विश्वके अन्य भाग मी 
उनकी आत्मज्योतिका रसास्वादन कर धन्य हो गये | 


स्वामी विवेकानन्दने मानवमात्रको सेवाकी सीख दी! 
उन्होंने कहा कि “प्रत्येक स्री-पुरुष समीको ईश्वरके ही समान 
देखना चाहिये | तुम किसीकी सहायता नहीं कर सकते, ˆ 
तुम्हे केवळ सेवा करनेका अधिकार है । ईश्‍वरके अनुग्रह 
से यदि उनकी किसी संतानकी सेवा करोगे तो धन्य हो 
जाओगे । सेवा तुम्हारे लिये पूजा है ।” स्वामी विवेकानन्द: 
ने बिदेश जाकर लोगोंको अध्यात्मज्ञानका दान दिया | 
उन्होने ब्रह्मविद्याका प्रचार किया तथा विदेशी चिन्तन- 
पद्धतिपर भारतीय अध्यात्मज्ञानकी विजय स्थापित की | 
इंग्लैंड आदि देशोमें उनका विशेष स्वागत हुआ, लोगीने 
साक्षात्‌ बुद्ध और ईसाके रूपमै उनके दर्शन किये । 


स्वामी विवेकानन्दने आजीवन अद्वैत भगवत्तत्तका 
प्रचार किया | वे अपनी साधनाकी सीमामें अपने लिये परम 
भगवद्भक्त थे; शिष्या, प्रेमियों ओर अनुयायियोंको वे 
आत्मज्ञानी संतके रूपमै दीख पड़े । उन्होंने समझाया कि 
मानवता सत्यके ही प्रकाशमै विकसित हो सकती है । साहस- 
पूर्वक सत्य बोलो, सत्य सनातन है, सभी आत्माओंकी प्रकृति + 
सत्य ही है। सत्य प्रकाश प्रदान करता है, चेतनता और 
स्फूर्तिका सुजन करता है । 


स्वामी विवेकानन्द मानवताके महान्‌ आदर्श थे । वे 
आत्म-मानव थे । वे सवथा निष्पक्ष थे | एक समयकी घटना 
है। खेतड़ी-नरेशकी विशेष प्रार्थनापर वे राजस्थान गये | 
अलवरमें जिस समय रेलवे-स्टेशनपर उनके खागतके लिये ” 
बड़े-बड़े धनी-मानी खड़े थे, प्लेटफार्मपर उतरते ही थोड़ी 
दूरपर उन्हें रामसनेही नामक व्यक्ति दीख पड़ा । वह 
पहली यात्राम उनका शिष्य हो गया था । खामीजी जोर 
जोरसे उसका नाम लेते हुए अपार भीड़ चीरकर आगे बढ़ 
गये । वह बेचारा गरीब था । विवेकानन्दने प्रेमपूर्वक उसका 
आलिज्ञन किया । उनकी आत्मखरूपिणी मानवताका दर्शन । 
कर उपस्थित जनता धन्य हो गयी | १ 


खामीजीने कहा कि “दूसरोंका दोष न देखकर यदि आप 
अपना चरित्र सुधारेंगे, अपना चरित्र पवित्र बनायेंगे तो 
संसार अपने आप ही सुधर जायगा |? उन्होंने मानवमात्रको 


इस क कर्मका रहस्य समझाया । वे मानवतावादी 
संत थे । 


— Bee 





ए 


समर्थ रामदास 


|; ०? 


१५००८००००८ 











मकृष्ण 


परमहंस रा 


१४ 
[4 


खामी विवेकानन्द 





[छ 
छः 
i” 
प्र 
पण 





गुरु तेगबहाडुर 





ON ४२ 
गोविद्सिह 


गुरु गो 








% घमे-रक्षक ॐ 


rT 


२६७ 





धर्मरक्षक 


छत्रपति शिवाजी 


“यदि मेरी माता इतनी सुन्दर होतीं) में भी सुन्दर हुआ 
होता |” महाराष्ट्रसेनानायक विजयके पश्चात्‌ परम सुन्दरी 
नवाबर-कन्याको ले आये थे और उन्हाने उसे छत्रपतिके 
सम्मुख उपस्थित क्रिया । धर्मःरक्षाके ब्रती शिवाजी- उन्होने 
देखा उस अद्भुत लावण्यको; किंतु उनके उद्गार उनके ही 
अनुरूप थे | उनके आदेशसे वह यवन-बाला सम्मानके साथ 
अपने पिताके पास भेजी गयी । | 


औरंगजेबके धर्मान्धतापूर्ण अत्याचारोंका विपुल विस्तार 
था । महाराष्ट्र खयं भी यवन-राज्योसे आच्छन्न था । मन्दिर 
टूटते थे, बलात्‌ धर्मपरिवर्तन कराया जाता था और सतियों- 
का सतीत्व विलासियाँकी वासनाका भोग बन गया था । उस 
समय महाराष्ट्र-भूमिने हिंदू-धर्मको एक प्रोज्ज्वल प्रबळ प्राण 
दिया--दिवाजी । शिवाजीका शौर्य, छत्रपतिकी प्रतिमा- 
दिल्लीतक कॉप उठी । दव गये दक्षिणके अत्याचारी हाथ ! 
ऊँची फहराई धर्मकी गेरिक ध्वजा--छत्रपति शिवाजीका राज्य 
तो अर्पित था समर्थ स्वामी रामदासके चरणमै । उनकी 
करवाळ तो उठी थी धर्मरक्षाके लिये और वह शौर्य 
जो महाराष्ट्रमे शिवाजीने संचार किया-यवन-सत्ता उससे 
टकराकर छिन्न-भिन्न ही हो गयी। 


महाराणा प्रताप 


सम्राट अकबरकी कूटनीतिने मानधनी राजपूर्तोके मस्तक 
झुका दिये । बेटियाँ ब्याह दीं दिल्लीपतिको; किंतु थक गया 
सयं दिल्डीपति--म्लान पड़ गया हिंदूकुलसूर्य प्रतापके 
प्रबल प्रतापके सम्मुख । 

वन वन भटके वे महाप्राण नन्हें शिक्षुआंके साथ । चित्तौड़- 
की महारानी और शि युवराजको घासकी रोटियाँ भी कई 
कई दिनापर प्राप्त होती थी; किंठु प्रताप विपत्तियोंसे विचलित 
हो जा तो सूर्य पूर्वके बदले पश्चिममे न उगे ! 


अडिग, अविचल, उन्नतभाळ महाराणा प्रताप--चित्तौड़ 


महाराणाके प्रतापसे हिंदूका गौरव है और महाराणा--हिंदूके 
शौर्यके वे महान्‌ प्रतीक ! 
गुरु तेगबहादुर 

“इस्लाम कबूल कर लो तो पूरा सूबा तुम्हारा हो जायगा !” 
व्यर्थं था दिल्लीपतिका प्रलोभन ! 

“लोभ और मय तेगबहादुरके हृदयको नहीं छूते |? गुरुः 
का गम्भीर खर गूँजा--“सम्पत्ति चञ्चला है और शरीर 
नाशवान्‌ । केवळ धर्म शाश्वत है | 

पंजाबमें दिल्लीपतिका अत्याचार बढ़ गया तो स्वयं गुरुने 
ळोगोंको कहकर संदेश भिजवाया था कि “तेगबहादुर इस्लाम 
कबूल कर लें तो यहाँ समी कबूछ कर लेंगे ।” दिल्लीपतिका 
छलपूर्ण आमन्त्रण, किंतु धर्मके लिये आत्मदान करनेका 
निश्चय तो स्वयं गुरुने किया था | 

“सत्‌ श्रीअकाल !? अभिमे उत्तप्त लाळलाल सींखर्चासे 
गुरु तेगबहादुरके शरीरकी बोटी बोटी अत्याचारी नोच सकता 
था--उसने अपनी पैशाचिकता पूरी की; किंतु गुरुके दृदयके 
प्रकाशको एवं उनकी अकाल पुरुषकी जयघोषणाको मन्द 
करना उसके वशकी बात कहाँ थी १ 

गुरु गोविन्दसिंह 

मृत्यु कापुरुषोंको कम्पित करती है । पिताके बलिदानने 
पुत्रको प्रचण्ड बना दिया । गुरु गोविन्दसिंहने नवीन शङ्खः 
नाद किया पाञ्चालमै । मालाके स्थानपर सिखोके बलशाली - 
कोने कृपाण उठायी । गुरुके आह्वान “धर्म तुम्हे पुकार रहा 
है । धर्मके सैनिक--धर्म रक्षाके लिये शस्त्र धारण करो ! जीवन 
धर्मपर बलि होनेके लिये ।? 

“जीवन धर्मपर बलि होनेके लिये |” गुरुकी वाणी गूँजी 
और साधन-प्राण, शान्त सरल साधुओका समुदाय सिंहका 
समाज बन गया । औरंगजेबी अत्याचारके दुर्गपर प्रचण्डतम 
आघात पड़ने लगे | पाञ्चालसे यबन-सत्ताको समासत होनेमें 
समय नहीं लगा | 


EF 





२६८ 


>>>: 





# मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका * 
शका त क र सक” = मरु” है धर 


मानवताके मूलखोत 


( ढेखक- श्रीरेवानन्दजी गौड, एम्‌ ए०, आचार्य, साहित्यरत्न ) 


जब धरा सो जाती है, तव मानवता पुकारकर उसे 
जगाती है । जब किसी देश अथवा जातिमै विनाशाग्नि धधक 
उठती है, तब कोई सच्चा मानव मानवताके गीतोंकी अमृतवर्षासे 
उसे बुझा देता है । यथार्थ मानवकी ध्वनि ईश्वरकी प्रतिध्वनि 
है । धरा जब विपत्तियोमें फँस 'त्राहि-त्राहिः पुकारती है, सत्य 
जब असत्यसे पराजित होता है; मानवता जब अत्याचारोंसे 
द्बायी जाती है, नागरिक जब्र अपने कर्तव्यको भूल बेठता है; 
काम, क्रोध, मद, लोभ तथा द्वेष जब पराकाष्ठापर पहुँच 
जाते हैं, परस्पर प्रेम तथा शान्तिका अभाव जब व्यापक हो 
जाता है, असहाय जब सहायताके लिये चिल्लाता है, तब 
भगवद्‌-वचनामृत, रहस्यपूर्ण श्रीमद्धगवद्वीताके-- 
यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च हुष्कृताम्‌। 
धर्मेसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
(४।७-८) 
--इस सिद्धान्तके अनुसार किसी महामानवका आविर्भाव 
होता है। इसी सिद्धान्तका अनुमोदन महर्षि मार्कण्डेयके 
झाब्दोमिं यह है 
इस्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ॥ 
तदा तदावतीयौहं करिप्याम्यरिसंक्षयम्‌ । 
(दुगोसपशती ११। ५४-५७ ) 
दुर्गतिनाशिनी भगवती माँ दुर्गा ऋषि:सुनि्योक्री स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर उन्हें आश्वासन दे रही हैं | इस प्रकार जब-जब 
दानर्वोद्वारा बाधाएँ उसन्न होंगी, तब-तब मैं अवतरित होकर 
शत्रुवर्गका विनाश करूँगी । इन्हीं भावनाओसे ओत-प्रोत 
होकर हुलसीकी आत्मा तुल्सीकी लेखनीते बछात्‌ यह भावधारा 
बह उठी 
जब जन होइ चरम के हानी \ बाढहिं असुर अधम अभिमानी ॥ 
करहि अनीति जाइ नहिं बरनी सीदि विप्र चनु सुर भरनी ॥ 
तब तत्र प्रभु चरि बितिध सरीरा \ हरहिं कृपानिधि सज्जन पैरा ॥ 
: : . (रामचरितमानस बाल० १२० ) 
कहनेका सर्वसम्मत अभिप्राय यह है कि महामानव 
( अवतार ) प्रत्येक युगमे अवतरित होते आये हैं। उनका 
जीवन लोक-कल्याणकी मावनासे परिपूर्ण रहता दै । उनकी 


व्यापक इष्टि “यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरी जन:!__ 
श्रीगीताजीकी इस अमर वाणीसे अनुप्राणित रहती है । महा- 
मानवसे यहाँ तात्पर्य अतिमानवसे नहीं, अपितु पूर्ण मानवसे 
है | पाठक! यदि आप अतिमानव और पूर्णमानवकी व्याख्यासे 
अपरिचित हैं तो परिचित हो जाइये। यदि कोई विशालकाय, 
मांसल, मोटा, चोड़ा, लंबा; अनाचारी व्यक्ति अतिमानव है 
तो एक दुर्बळ, क्षीणाङ्गविरिष्ट गुणसम्पन्न व्यक्ति पूर्णमानव 
अर्थात्‌ महामानव है | महामानवका कल्याणप्रद चरित्र बड़ा 
ही रहस्यमय होता है | उनका पावन जीवन लोकहितशीला 
लीलासे ओत-प्रोत रहता है। कोई भी पूर्णमानव संसारमै 
मानवके सर्वोच्च उदात्त सद्गुणौंकी अभिव्यक्तिके साथ-साथ 
सकल मानवतासम्बन्धी सर्वोच्च आदर्शपूर्ण सर्वाङ्गसुन्द्र 
व्यक्तिके रूपमै प्रकट होता है । वह नरके रूपमै साक्षात्‌ 
नारायण है। उसमें नरत्व और नारायणत्वका पूर्णतया समन्वय 
होता है । “नरत्व नारायणकी सीढ़ी है? इसका तात्पर्य मी यह 
प्रतीत होता है कि नारायण-प्राप्तिका साधन ही मानवता है। शुद्ध 
मानवताका आश्रय लेकर मानव मानव ही नहीं, अपितु देव 
अथवा देवोंका भी देवाधिदेव बन सकता है--इसमें लेशमात्र 
भी संशय नहीं । 


महामानवका लक्ष्य सार्वभौम अर्थात्‌ सर्वव्यापी होता 
है। उसका प्रकाश समस्त देशों तथा कालके स्री-पुरुषाँके 
अनुरूप ही नहीं, अपितु प्रत्येक सभ्यता एवं संस्कृतिक्रे पोषक 
समस्त जनसमूहुको अनन्तकालतक बल प्रदान करता है । 


उसका उदार दृष्टिकोण मानवमात्रके लिये ही नहीं, अपितु 


प्राणिमाजके जिविध दुःख शान्त्यर्थ और (धर्माथ-काम-मोक्ष!-- 
प्राप्त्यर्थ होता है। महामानव 


हि भाय संसारके सम्मुख मुक्ति या निर्वाण- 
हा लेकर प्रस्तुत नहीं होता । वह तो 
सोचता है, जगत्‌ पापमय है, सभी प्राणी अपने पाप-कर्मोसे 
R उनका समस लौकिक क्रियाकलाप दुःखमय 
9. hl. 
साधनाने 0 हा जब 1808: 
he दिया है । जन्म, जरा-मरण तथा आधिः 
रे इक उ घोर यातना देखकर वह सिहर उठता 
क । परदुःखकातर, सहज-सुख-राशि वह 
ध्यात्मिकताको प्रोत्साहन देता है। वह 
? निष्क्रिय, सब्निष्ठ--सर्वव्यापी 


श्र 


x 


*% सानवताके सूलस्जोत * 





२६९ 





oN URNS RIMS टाय 


निर्गुण ब्रह्ममें छीन कर देना ही नहीं चाहता । अपितु प्रत्येक 
मानवको पूर्णज्ञान, पूर्णकर्म, पूर्णयोग तथा सर्वविध सौख्य, 
दिव्यग्रेम और आनन्दमय विज्ञानसे पूर्ण देखना चाहता है । 
मानवताकी विशद व्याख्या मानवके जीवनमै परिपूर्ण होनेका 
स्वप्न सत्य हुआ देखना चाहता है । प्रत्येक व्य्टिसानवको 
समष्टि-मानवमें परिवर्तित करता है । वह तो मानवके जीवनमै 
सार्वमौमता, सनातनता, परदुःखकातरता और माधुर्व सौन्दर्य 
पूर्ण प्रेमका दर्शन करता है । यथाशक्ति समाजके सम्मुख 
मानवताका मूल-खोत प्रवाहित करता है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने सुखारविन्दसे बचनाम्रत-प्रवाह प्रवाहित करते हुए 
श्रीमद्धगवद्वीतामे मानवताका मूल-लोत आष्ठावित किया है | 
उन्होंने जब अपने सखा अर्जुनको मानवताका अमर संदेश 
देना प्रारम्भ किया) तब अर्जुन जिज्ञासाके भाव अपने हृदयमें 
लिये शिष्य वनकर भगवानसे बोले--शिष्यस्ते5ह शाधि माँ 
त्वां प्रपन्नम्‌। अर्थात्‌ हे भगवन्‌ | मैं आपके शरण हूँ, आपका 
शिष्य हूँ । मुझे कर्तव्यका अवलोकन कराइये | भगवानके 
सम्मुख अपनी आन्तरिक भावनाको और अधिक स्पष्ट करते 
हुए अर्जुनने कहा--अच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे । आप 
कृपया प्रेयःकी अपेक्षा श्रेयःका स्वरूप समझाइये। श्रेयःकोटिमें 
निज-परका भेद समास हो जाता है | परंतु विवेचना तो यही 
करनी है कि श्रेयःकोटिमे पहुँचा ही केसे जाव | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने जिज्ञासु शिष्यको इसके साधनका उपदेश 
करते दै 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
( गीता २। ४७) 
“अर्जुन | तेरा कर्ममे अधिकार है, फलप्रासिमै नहीं | तू 
कर्मकी फल-वासनासे वासित न हो और अकर्ममै भी तू आसक्त न 
हो । इस प्रकार भगवानने श्रेयःका साधन 'फलासज्ञशज्य 
कर्म? के सिद्धान्तको प्रतिपादित किया | जब किसी मी व्यक्तिके 
जीवनमै “फलासङ्गशूत्य कर्म? का सिद्धान्त पनपने लगता है, 


तभी वह श्रेयःको प्रास होता है । श्रेयःकी विशद व्याख्या ` 


करते हुए भगवान्‌ कहते है-- 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाउज्ञानादुध्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्‌ कर्सफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
(गीता १२। १२) 
“अभ्यासे ज्ञान श्रेष्ठ है । शानसे ध्यान विशेष दै । 





घ्यानसे कर्म-फळ-्याग श्रेष्ठ है और कर्म-फळ-्याग ही श्रेयःकी 
-_ शाश्वत शान्तिकी प्राप्तिका परम साधन है |! 

इस कमे अभ्यासका तात्पर्य साधनसे है और साधन 
भी कर्मद्वारा ही सम्पन्न होता दै । अतः कर्म ओर अभ्यासम 
व्यावहारिक भिन्नता होनेपर भी तात्त्विक अभेद दै । अतः 
“ज्ञानमय कर्म? ही श्रेयः दै । ज्ञानमय कर्म श्रेयःकोटिमै तमी 
आ सकता है, जब उसमें ध्यानका पुट हो । इससे भी बढकर 
प्रेयः-प्रात्ति “कर्मफलत्याग'मै है । कारण कर्मफलत्यागी 
योगी ज्ञानपूर्वक ध्यानस्थ कर्म करता है | उसे सुख दुःखका 
बिचार नहीं होता । सिद्धि-असिद्धि, दानि-लाम) जय-पराजयमे 
वह एक-समान रहता है | यही स्थिति सर्वोपरि है और यही 
श्रेयः है । अतः निष्काम कर्मसिद्धि ही मानवताका मूल-खोत 
है । ऐसी मानवतासे मानवका चरम विकास होता है । अब 
हम मानवतासम्बन्धी कुछ प्रमुख गुर्णोपर क्रमशः विचार 
करे > 

सत्य 

अस्‌ धातुसे “सत्य? शब्द निष्पन्न होता है । उसका अर्थ 
है "होना? । सत्तामय ही सत्य है। सत्यं बद'--यह उपनिषद्‌ 
वाक्य सत्यकी व्यापकताका द्योतक है । मानवताकी रीढ़ 
सत्य है । मानव-जीवनमें बाह्य और आन्तरिक सत्य अपेक्षित 
है । केवळ वाणीमात्रका सत्य जीवनमें पर्याप्त नही, अपितु 
आन्तरिक मावनाकी सत्यता मी आवश्यक है । जलसे बाह्य 
शारीरिक शुद्धि होती है तो सत्यसे आन्तरिक शुद्धि सम्भव 
हे । “वचस्येकं मनस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम?--णऐसा व्यवहार 
सामाजिक और अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रमै होना चाहिये | 'कथनीकी 
पुष्टि करणीसे करना? ही मानवता है । यथासमय अपने 
अपराधको स्वीकार करना सदाचार-विडम्बनासे अधिक अच्छा 
है । अपराधकी खीकृतिसे प्रायश्चित्त होता है और विनयका 
संचार होता है । शास्त्रमे कहा गया है 


सत्यपूतं वदेद्‌ वाक्यम । 


आत्मौपम्य इष्टि 
“आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पण्डितः ।' नीति- 
कारका कथन मानवताकी सच्ची कसौटी दै । जो प्रत्येक दशामै 
प्रत्येक मानवसे ही नहीं, प्राणिमात्रसे आत्मवत्‌ व्यवहार करता 
है, वही सच्चा मानव है। यदि हम किसीके मालिक हैं तो हमें 
अपने नौकरसे वही व्यवहार करना चाहिये; जो हम स्वयं अपने 
भालिकसे चाइते हैं। यदि हम अध्यापक हैं तो हमें विद्या्थियोँ- 








Me साल्या 


को वे सब सुविधाएँ. देनी चाहिये, जिन्हें हम विद्यार्थी अवस्थामै 
चाहते थे । यदि कोई याचक द्वारपर है तो उसकी आत्मामे 
प्रवेश करके विचार करना चाहिये कि यदि में किसीके द्वारपर 
याचकके रूपमै होता तो निराशामे कितनी आन्तरिक पीड़ा 
होती । इस प्रकार मानव-जीवनभे आत्मौपम्य व्यवहार 
मानवताके अन्तर्गत है । आत्मौपम्य इष्टिसे न्याय और सहानु- 
भूतिको बल मिलता है । भगवानूने गीतामें कहा है-- 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
जुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
(५1१८) 
विद्वान्‌ समद्रष्टा होते हैं। वे विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण, 
गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालम एक ही आत्माका अस्तित्व 
देखते हैं।ऐसी भाबनाओंसे समाज और राष्ट्रमै सुख-शान्तिका 
संचार होता है । 
शिष्टता 
शिष्टाचारका पालन मानबताका पूरक है । “सत्यं बूयात्‌? 
का पाठ उतना आवश्यक नहीं, जितना “प्रिय धरूयात्‌? 
का है । अंधेको अंधा न कहकर सूरदास, कानेको काना न 
कहकर समदशीं कहना शिष्टता है । शिष्टतासे विनय और 
नम्रताका भाव जाग्रत्‌ होता है । जब जन-जनमें विनयका 
भाव उत्पन्न होगा) तब समाजसे संघर्ष, परस्पर वैमनस्य एवं 
ईष्याके भाव खयं ही समाप्त हो जायेगे । नम्रता सदैव 





औँ 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 





> mei म्स्स्स 
कर्मणा अहिंसाका पोषक होता है । अहिंसाकी भावनाओं 
दूसरोंके अधिकारोंकी रक्षा ही नहीं होती, अपितु उनके 
जीवनकी खीकृति होती है । दूसरोंके प्राण लेना ही हिंसा 
नहीं, अपितु दूसरोंके अधिकारका अपहरण, अधिकृतका 
अपमान) पतित अथवा जातिबदिष्कृतके साथ अधिकारः 
भावनाका प्रदर्शन भी हिंसा ही है । 'जीओ और जीने दो” 
अर्थात्‌ सह-अस्तित्वका सिद्धान्त भी अहिंसापर ही आधारित 
है | सबलसे भय और निर्बछपर बलप्रदर्शन मी हिंसा है दूसरेके 
स्वाभिमानकी रक्षा अहिंसाका व्यावहारिक रूप है । एक जीवकी 
रक्षाके ल्यि अनन्त जीवोंकी हत्या मानवतावादके सिद्धान्तके 
प्रतिकूल है । अहिंसाका महत्त्व खीकार करते हुए महर्षि पतञ्जलि 
कहते हैं--'अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ बैरत्यागः ।' (सूत्र ३५ ) पर 
अहिंसक परम योगीके सांनिध्यमे वेरी भी अपना वैर त्याग 
देते हैं | भारतीय ऋषि-मुनियोंके आश्रम इसके प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं । 

इस प्रकार जब मानव मानवताके शुणोको अपना लेता 
हैत वह आत्मा-अनात्माके भेदको भूल जाता है | वह अहंभावसे 
ऊपर उठकर “वसुधैव कुटुम्बकम्‌? का पाठ पढ़ता है। 
मानवतावादी मानवके सम्मुख समस्त विश्वप्रेम, सौन्दर्य, 
आनन्द और कल्याणकी आत्माभिव्यक्तिके लिये एक व्यापक- 
क्षेत्रके रूपमै उपस्थित होता दै । उसके पारिवारिक और 
सामाजिक क्षेत्रके समस्त कर्म लोक-कल्याणकी भावनासे परिपूर्ण- 





प्रशंसनीय है; परंतु जब उसमें छल-कपट अथवा दम्भका होते हैं | मानवतावादीकी हृष्टि अभेद जीवका स्वरूप होता 
म है, तब बह न [र नष्ट कर देती है । है | वह नानाखमे एकत्वक्रे दर्शन करता है । तब वह 
मानवको सदा "आचारः परमो धमः? को अपना जीवन-लक्ष्य आनन्दः हो जे एक > 
बनाये रखना चाहिये । स क शो उठता दै और एक सरे र्थन 
अहिंसा las 3 
हृ कामये राज्यं न खर्ग न 
मानवतावादी कमी हिंसक नहीं होता | बह मनसा-वाचा- कामये दुःखतपानां 2 १७ 
उस जीवनमे आग लग जाय जो रामका नहीं हो गया 
क तुलसी' जेहि रामसों नेहु नहीं, सो सही पसु पूँछ, बिषान यच 
भई जननी कत भार मुई नड | 
जरि जाउ सो जीबनु, जानकीनाथ ! जिये उबा झ्‌ः गई किन च्च । १ 
ह गज-चाजि-घरा, भले भूरिः भटा, बनिता क रो चिज ह्वै॥१॥ ७ 
3 3 ५ ह्‌ तः वे 
3 अपनो न क 
जरि जाउ सो जीवनु, जानकीनाथ | जिये उ. = सपनो दिन दे). ६ 


अ मानवता संसारकी आधार-शिला # 


अ 


२७१ 


rrr म 


मानवता संसारकी आधारशिला 


( छेखक--श्रीयशपालजी जैन ) 


संसारके इतिहासमै ऐसे अनेक महापुरुष हुए है, 
जिन्होंने अपने आचरणसे मानवः्रेम और मानवसेवाका 
एक ऊँचा आदर्श उपस्थित किया है । बे मूर्धन्य व्यक्ति 
सामान्य लोगोंकी भाँति जन्मे थे; किंतु प्रारम्मसे ही उनकी 
दृष्टि इतनी व्यापक तथा हृदय इतना विशाल था कि वे 
अपने परिवार तथा खार्थकी संकीर्णे परिधिमें आव्रृत न 
रह सके । वे सबके लिये थे और सब उनके अपने थे; 
उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनकी परदुःखकातरता 
ऊँच-नीच) जात-पात, धर्म विश्वास, अमीरी-गरीबी आदिके 
भेदको स्वीकार नहीं करती थीं । उनके लिये मानव मानब 
था और उसी नाते वे उसे जानते और मानते थे । वस्तुतः 
उनके लिये संसार एक बिशाल परिवार था, जिसका सुख- 
दुःख उनका अपना सुख-दुःख था । 


सच यह है कि मानवकी अच्छाईमे उनका अट्ट 
विश्वास था । उनके लिये न कोई हेय था न पतित । वे 
मानते थे कि यदि कोई व्यक्ति निम्न श्रेणीका काम करता है 
तो इसल्यि नहीं कि वह बुरा है, बल्कि इसलिये कि वह 
परिस्थितियाँसे विवश हो जाता है । परिस्थितियोंकी काली 
घटाएँ उसके विवेकके निर्मल आकाशको ढक देती हैं । ऐसी 
अवस्था अधिक समयतक नहीं रहती, मेघखण्डोके हटते ही 
गगन फिर स्वच्छ हो जाता है । परिस्थितियासे पराभूत 
होनेकी मानवकी दुर्बळताको उन्हाने कभी घुणाकी दृष्टिसे 
नहीं देखा; बल्कि उसके लिये मानवको और अधिक प्यार 
किया, उसे और अधिक सहानुभूति दी । 

प्रभु यीशुकी एक बड़ी ही भावपूर्ण कथा इस प्रसङ्गमे 
याद आती है । एक दिन उन्होंने देखा कि एक स्थानपर 
बड़ी भीड़ इकट्ी हो रही दै, वे वहाँ पहुँचे । देखते क्या है 
कि एक स्त्रीको घेरे कुछ लोग खड़े हैं और क्रोधसे लालपीले 
हो रहे हैं । उन्होंने आगे बढ़कर बड़ी शान्तिसे पूछा, “क्या 
बात है १? 

कई स्वर एक साथ बोल उठे, “यह स्त्री कुलटा है, 

इसने व्यभिचार किया है; हम पत्थरोसे इसकी बोटीचोटी 
उड़ा देंगे ।? 

यीशु गम्भीर हो आये, बड़े धीमे स्वरम बोले-आपका 
क्रोध खाभाविक दै, बुराईके लिये किसीके भी हृदयमें 
अवकाश नहीं रहना चाहिये, परंतु ? 


एक साथ लोग बोल उठे) (परंतु क्या ? 

प्रभुने कहा, परंतु, दण्ड देनेका अधिकारी वही 
व्यक्ति हो सकता है, जिसने कमी कोई अपराध न किया हो। 
इस स्त्रीके पहला पत्थर वही व्यक्ति मार सकेगा, जिसने 
मन, वचन; कायासे कभी व्यमिचार न किया हो । आपमे 
ऐसा कोई है ! वह सामने आये ।? 

लोगोंके हाथौका तनाव ढीला पड़ गया, पत्थर नीचे 
गिर पडे, सिर छक गये, एक-एक करके सब अपने-अपने 
घर चले गये । 

तब करुणासागर यीझुने उस शोकसंतस्त स्लीके आँसू 
पोछे और बड़े प्यारसे कहा, “बहन ! भूल सबसे होती है) 
किंतु मनुष्यकी होशियारी इसमें है कि एक बार भूल करके 
फिर उसे दोहराये नहीं । तुम मनको शान्त करो; घर 
जाओ |? 

हजरत मोहम्मदका हृद्य प्यारसे छलछलाता रहता 
था; वे घरसे निकलते थे तो बच्चे उन्हें घेर लेते थे । कोई 
उनकी पीठपर चढ़ जाता तो कोई उनके कंधेपर जा बैठता 
था । दीन-दुखी उन्हें रोककर अपनी विपदा सुनाते 
और अपना हृदय हल्का कर लेते थे । एक दिनकी बात है, 
मोहम्मद साहब घरसे निकले । घूमते-घूमते वे एक घरके 
सामने आये, वहाँ उनके पैर अनायास ठिठक गये । उनके 
कार्नेमै किसीके रोनेका शब्द आया; वे घरके भीतर गये । 
देखते क्या हैं कि एक स्री बच्चेको गोदमें ल्यि बड़ी विह्वल 
होकर बिलख रही है | हजरत मोहम्मदका हृदय उसकी 
व्यथासे विचलित हो गया । वे आगे बढ़कर स्रीके पास जाकर 
टूटी चटाईपर बैठ गये और उसकी पीठपर हाथ रखकर 
बोले, “क्या बात है १ तुम इतनी हैरान क्यों होरही 
हो ९? 

जैसे रुका बाँध टूट गया हो; सत्री एकदम फूट पड़ी; 
उसकी हिचकी बध गयी । हजरतने उसे सान्त्वना दी, 
सुस्थिर हुई तो बोली, “मेरी यह इकलौती संतान है मौत 
इसे ले जा रही है; मैं क्या करू १ 

मोहम्मदकी आँखें गीली हो गर्यी। उन्होंने बच्चेकी अपनी 
गोदमै ले लिया; बड़े प्यारसे उसके सिरपर और देहपर हाथ 





२७२ 





फिराया और बड़ी देरतक उसे छातीसे लगाये रहे; फिर 


उन्होंने बड़ी आत्मीयतासे उस स्त्रीको समंझाया, उसे ढाढस 
दिलाया, उसके दुःखको हल्का किया । बच्चेको जाना था; 
वह चला गया; किंतु खीने अनुभव किया, मानो उसका 
दुःख केवळ उसका अपना नहीं रहा, उसमें एक साझीदार 
और आ गया । 
मानवताके प्रेमीके लिये यह संसार पुप्प-शय्या नहीं है, 
जीवनमै पग-पगपर उसकी परीक्षा होती रहती है । पाठक 
जानते हैं कि भगवान्‌ मद्दावीर घरसे विरक्त होकर कठोर 
तपस्या करने वनमै चले गये थे | एक दिन वे निर्जन स्थानपर 
खड़े ध्यानमें लीन थे कि एक किसान आया और बोला, 
“मे खाना खाने गाव जा रहा हूँ, तुम थोड़ा मेरे बैलोंको 
देखते रहना ।? 
इतना कहकर वह चला गया । थोड़ी देर बाद लौटा तो 
उसने देखा कि बैल वहाँ नहीं हैं | उसने महावीरसे पूछा) 
पर वे तो समाधिमें लीन थे । उन्हें चुप देखकर उसने सोचा कि 
हो-न-दो इसने बेल कहीं छिपा दिये हैं । सोचता होगा कि मैं 
हैरान होकर घर चला जाऊँगा तब यह उन्हे हॉककर ले 
जायगा । बस, फिर क्या था ! पहले तो उसने महावीरको 
तरढ-तरहकी गालियां दी, फिर उन्हें खूब मारा । यहाँतक 
कहा जाता है कि उसने पेड़की एक लकड़ी तोड़ी और उसे 
एक कानसे ढोंककर दूसरेसे पार निकाल दिया, पर महावीर 
तनिक मी बिचलित न हुए । बे जानते थे कि उस किसानने 
जो कुछ किया दै» अज्ञानता-बश किया है | क्रोध आना तो 
दूर, उस क्रिसानके प्रति उल्टै उनके हदवे दया उत्पन्न 
हुई | अज्ञानताके बशीभूत होकर जो व्यक्ति क्रोध करता है, 
बह स्वयं मीं तो कमा कुखो नहीं होता | यह थीं बह 
इष्ट? जिसने महाबोरको, मानवजातिके लिये वन्दनीय बना 
द्व्या । 
सवान गुद्धको मी अनेक्र बार अजि-परीक्षासे पार 
झेला पढ़ा | कोाम्बीके राजा उद्यनकी राती! जब्र कुमारी 
थीं) तत्र उके पिलाने! बुछले! उके झाया जरितरा कसेका 
वाताला क्रिया ॥ छुने ऊत्तर ज्य, “याइ आसीस. नात्यात है, 
ककल मोळ छोड़नेके ल्म दी. तो मैलो ऋत्वास्का व्याण क्रिया! 
हे कै दासा कल्या केले स्वीकार कारे ७ 
ङा कुमारको! आमने खसमा बढ़ा यी या ॥ बुके 
आइये झरे आगरेमो बाहर को आम्मालिक अलल 
क्या ॥ कोक माळ दोका उसे बाल्या स्केल सार्स! | 


ॐ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


DC 


कुछ दिनों बाद वह राजा उदयनकी पटरानी बन गयी; पर 
अपमानको आग उसके हृदयमें निरन्तर जलती रही | एक 
बार बुद्ध कौशाम्बी आये, रानीने कुछ लोगोंको धन देकर 
बुद्ध और उनके साथियोंको हैरान करनेके लिये कहा । उन 
लोगोंने यही किया; बुद्ध और उनके शिष्य जब-जब और 
जहाँ-जहाँ भिक्षाके लिये जाते थे वे उन्हें घृणित गालियां 
देते थे। शिष्य बड़े क्षुब्ध हुए । उन्होंने बुद्धसे कहा, “स 
शहरको छोड़कर और कहीं चलें |? 

बुद्धने मुसकराते हुए कहा, “यदि वहाँ भी लोगोंने 
गाल्याँ दीं तो ? 

(और कहीं चले चळेंगे |? 

“बहा भी ऐसा ही हुआ तो ?? 

“किसी तीसरी जगह चले जायँगे |? 

बुद्धने कहा, “यदि हम इस तरह भाग-दौड़ करते रहेंगे 
तो अकारण कळेदाके पात्र होंगे | यदि हम इन लोगोंकी बातें 
सहन कर लेंगे तो दूसरी जगह जानेका प्रयोजन नहीं रह जायगा 
और ये लोग मी अन्ततोगत्वा अपनी भूछ समझकर चुप 
हो जायेंगे |? 

बुद्धकी अग्नि-परीक्षाओंकी कहानी बड़ी लंबी और 
स्पशिनी है | उनके अपने ही शिष्यने ईष्यांके वश होकर एक 
बार उनके ऊपर एक मारी पाघाणःस्िला पटक दी | बुद्धके 
परमै बड़ी चोट आयी | कई दिनोंतक बे चल-फिर भी न 
सके; किंतु अपने उस शिष्यक्रे प्रति तनिक मी कडुता उनके 
हृद्यम उत्पन्न नहीं हुई । 


ह््द्य 


॥ | 
५ 


अपने विरोधीके प्रति भी इतना उदार 
कठिन >. ms २ ~ व्यक्तिकी ३ ड 
४ छ पर यही तो व्यक्तिकी कसोटी है और उसपर 
खणा उतरनेपर ही बुद्ध बना जा सकता है] 


क जाणा। योंबीजीके जीउनकी एक घटना ति 
गोया. र्य 

क. गारिकि आत्याचारछि लोण 
"पाक वहाँ गयो | उनके जाने और कुछ न्ये 





योगी कार्य 


साळ. सव्य निळ पट 
जणो पशा हुई | इससे निळे 


आर बड परेशानी पडू | एक शिना किसने : गोभी 





हि 780 


0 छ 


ॐ मानवतापर एक इष्टि % २७३ 








गांधीजीने साथीकी बात सुन ली। उसके बाद उन्होंने जो 
किया, उसे कमी भुलाया नहीँ जा सकता | एक दिन रातको 
जब कि चारों ओर निस्तब्धता व्याप्त थी, गांधीजी अकेले 
उस गोरेके बँगलेपर पहुँचे, उससे मिले ओर बोले, मैंने 
सुना है कि आपने मुझे मार डाळनेके लिये हत्यारे नियुक्त 
किये हैं ! उसकी आवश्यकता क्या थी; लीजिये, में बिना 
किसीसे कुछ कहे अकेला यहाँ आ गया हूँ ।' 

गोरा स्तस्भित रह गया, उसका सिर झुक गया । 

ऐसी घटनाऔसे दुनियाका इतिहास भरा पड़ा है । कोई 
भी देश; कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, जिसने मानवताके 
आदर्शकी उत्कृष्टताको स्वीकार न किया हो । वस्तुतः सारे 


धर्मोका मूल एक है कि धूळ भी हेय नहीं है और इंसान: 
इंसानके बीच कोई अन्तर नहीं है, लेकिन ”** 

बस इसीके आगे एक ऐसा प्रश्न-चिह्न खड़ा हो जाता 
है कि दुनिया एक पहेली बन जाती है । 


धार्मिक लोगॉकी मान्यता है कि यह प्रथ्वी नागके फनपर 
टिकी है, विज्ञानवेत्ता उसका वैज्ञानिक कारण बताते हैं; किंतु 
सचाई यह है कि यह पृथ्वी प्रेम--जिसका दूसरा नाम 
मानवता है--की आधारःदिलापर टिकी है । आज यह शिला 
कुछ हिलती-सी दिखायी देती है और यही कारण दै कि दुनिया 
आज इतनी संतप्त दो रही है | हम इस बातको न भूले कि 
इस शिलाकी मजबूतीपर दी संसारका उज्ज्वल भविष्य 


—SS 


{ मानवतापर एक दृष्टि रु 
र बनाये विधिने दानव प्रथम) पाशविक बलका परमोत्कर्षे र्‌ं 
हट अचल भी करके कन्दुक बने) किंठु वे हुए नहीं आदर्श । ९! 
५ कल्पना कर फिर वर सुर रचे, किंतु वे भी न जँचे परिपूर्ण, ty 
छू बिषयरत बलिथुग्‌-मुख सर्वत्र, भूळ निज समझी विधिने तूर्ण । NY 
0५ रची फिर तपकर सारी शक्ति लगाकर “मानवता'की सृष्टि ५ 
र देख अनुपम गुण उसके झैँपी देव-दानव दोर्नोकी दृष्टि | र 
7 अहिंसा, ब्रह्मचर्य) अस्तेय, सत्य, अपरिग्रइ- यम अवलोक र्‌ 
Ny शौच संतोष ईदाःविइवास-नियम लख मुग्ध हुआ त्रैलोक्य | ५४ 
री सृष्टिका सर्वोत्कृष्ट प्रकर्ष देखकर मनुज-योनिमे व्याप्त? ७ 
NY विविध नव नव विधानकी जाँच विधाताने की यहीं समास्त। NY 
८: त्याग तप शुद्ध बुद्धिसे मनुज सहज दुर्बळतामय निज दोष) 
५ जीत लेगा निश्चय सम्पूर्ण--हुआ विधिको इससे संतोष । 
i) त्याग तप हुआ यहाँ साकार, कार्यम परिणत था आदश 
Np सुष्टिमे ऐसी अनुपम सष्टिसफलतासे विधि हुए सहर्ष । 

प्रजापति कर्मठ हुए. अनेक, वंशधर वढी विविध संतान, 

सभीमें मानवता अक्षुण्ण रही चिरकाल निधान-समान | 

रही मानवता पळती सही युर्गोतक तपोभूमिम॑ नित्य, 


बिश्वको देती संस्कृति-दान किया जगको निश्चय कृतकृत्य | 
तपस्वी ऋषियोंकी क्या बात, भूप भी बने खयं राजर्षि; 
उन्हींके गुण-गणसे आकृष्ट उतर आते थे खुद देवर्षि । 
यहाँ मानवसे मानव सदा सुरक्षित रहे--भळा क्या बात! 
्ुद्र-सेः्चुद्र जीवपर कमी न होते थे अनुचित आघात | 
हरे तूण तरुसे मी था प्रेम, न्यर्थं हम उन्हें न करते नष्ट 
मळा फिर स्वार्थ सिद्धिके लिये जीवको केसे देते कष्ट | 


मा० अं० ३५ 


७४८८९८८८८-८८८८८८८-८-८ 





निर्भर करता है और उसे सुदृढ बनानेमें पूरा-पूरा योग दे | 


२७४ 








८५%०७०%%८८८८८८८८८८८८८८८८९८८८-८८८८:८-८८८९८०८९९८८८८८१ 


९ 
% मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमाथका # 


याश 
Co ------ 








कहीं परहित खदेहका मांस काटकर दिया गया निज हाथ! 
सवार्थि-सुरपतिने मांगी अस्थि, प्राप्त कर वे मी हुए हमा! 
यहीं तो सर्वोपरि दिख रहा परम 'मानवता?का उत्क; 
देवता अस्थियाचना करे | मनुज दे परहित उसे सहर्ष | 
महात्मा ईंसाने हैं सहे विवश होकर ही ऐसे कष्ट; 
मुख्यता रही यहाँकी यही--हुआ स्वेच्छासे स्वीकृत स्पष्ट ! 
परम देवत्व पिछड़ता यहीं, दानवोंका क्या ले हम नाम! 
खोलकर मानवका इतिहास सीख लो मानवताके काम । 
शक्तिधर सभ्य देशके मनुज तनिक सोचे मानवके कार्य ! 
भले मत सोचें चाहे अन्य, किंतु सोचें मारतके आर्य। 
वेद स्मृति पुराणादिका ज्ञान शिष्टजन जब तक रहे प्रमाण, 
रहा तब तक भारतका ही न वस्तुतः निखिल विश्‍व कल्याण | 
समय बदला बदली जन-बुद्धि, शुद्धि साबुनमै ही रह गयी! 
हुए मानव दानव प्रत्यक्ष, इसे कहते हैं “उन्नति नयी? ! 
पू्चंकी व्याख्या सारी गयी, आजका विकृत ज्ञानविज्ञान ! 
जगद्विध्वंसक निकला एक, उसीपर लगा विश्वका ध्यान! 
आधिभौतिक सुख ही सर्वस्व मानने मानवता अब लगी! 
समीको रोंदःकुचलकर हाय ! निकल चलनेकी चिन्ता जगी | 
कहाँसे बढ़ना है किस ओर, न होता इसका सम्यक्‌ शान; 
पतन-पथपर ही चाहे बढे, इसीपर है अभिमान महान ! 
औरकी बात व्यर्थ क्या करें १ हमारा कहनेको “स्वाधीन”, 
देश “गोबध” भी रोक न सका | अहिंसकका संस्करण नवीन ! 
हते जाते हैं नरके लिये करोड़ों मूक जीव निरुपाय | 
हाय ह | साम्यवादका ध्येय ! यही क्या गीता-समता हाय ! 
का गॉधीकी आत्मा गयी १ कहाँ उनके अनुयायी आज ! 
घम निरपेक्ष राज्यपर गर्व और करते मनमाने काज | 
अहिंसाकी सीमा प्रत्यक्ष-बुद्ध-मन्दिरका जीर्णोद्धार ! 
योजनाओंम जा छिप गया खम्नमय  'राम-राज्य'का सार | 
देव सरितासी पावन पतित कलंकित मानवता हो 


गिरी प्रतिक्षण गिरती जा रही मात्र है पतन, प्रगति अब हे । 
मगीरथ-सा न तपस्वी आज प्रगति पथ बतलाता है सही | 
इसे है जगद्‌ जहनु पी गया ! प्रकट होगी प्रायः अब नहीं | 
भगीरथ-बंश हुआ निःशेष ! रामके अनुयायी भी ल 
हमारी सरखतीके तुल्य रहेगी मानवता भौ गुप्त ! 
आह | ऐसा न करो भगवान ! फटी जाती है छाती आज | 
वस्खुत मानवतासे युक्त शीघ्र हो सारा दा तला 

“जन्‍्दकिशोर -सा, काब्यतीय + 


DT लेकर डर” 


है 


| 
। 


| 
|| 
/ 


र. 


PAD 
यी २ 


९९९९९९ 


६.2: 
र 


NEC 


३ 


पपा 


ॐ सलुष्य बनो # 


OO 


२७५ 





Cerrone 








मनुष्य बनो | 


( हेखक---श्रीताराचन्दजी पांड्या ) 


मनुष्य बनो । हे मनुष्यो | अपने गौरवको पहदचानो 
और उसकी रक्षा करो । 

स्वर्गके देवेमि सदाकालीन यौवन है, दिव्य रूप है; व्याधिसे 
मुक्तता है, नाना प्रकारकी अद्भुत शक्तियाँ और असीम 
वैभव जन्मे ही प्राप्त है, बहाँपर चिरयौबना दिव्य रमणीया 
अप्सराएँ हैं, मनोमोहक वसन्त सर्वदा विद्यमान रहता है; फिर 
भी खर्गके देवगण मनुष्य-जन्म पानेके लिये तरसते हैं | यदि 
रूप; सम्पदा, भोगे मनुष्यका महत्त्व हो तो खर्गमै इनकी 
क्या कसी और मनुष्य-जन्ममें मिल सकनेवाली ये वस्तुएँ. 
स्वर्गकी उन बस्तुआँके सामने कितनी तुच्छ, कष्टसाध्य और 
अखिर हैं । तब फिर मनुष्यकी महिमा किसमें है १ संयममें, 
त्यागमै अर्थात्‌ अपने आनन्दको स्वाधीन--बाइरी सम्पदा 
आदि पदार्थोके अधीन नहीं) किंतु अपने स्वयंके अधीन बना 
लेनेमै है; मोगोसे ऊँचा उठकर निस्स्ार्थतामै--परोपकारमे 
हे; ऐसा अमर स्वाधीन आनन्द प्राप्त कर लेनेभे है, जिसे 
अभाव और मृत्यु भी कम नहीं कर सके । 


बाइबलमै आया है कि मनुष्यको परमात्माजेसा ही 
बनाया गया है ( जेनेसिस १। २६-२७; ५ | १; ९ । ६ ) 
और उपदेश दिया गया है कि हे मनुष्यो ! तुम भी वैसे ही पूर्ण 
और दयाळ वनो, जैसा कि परमात्मा है ( सेन्ट मैथ्यू ५ | ४८) 
सेन्ट ल्यूक ६ । ३६ ) । कुरानमें आया है कि मनुष्य एथ्वी- 
पर अल्लाहका प्रतिनिधिस्वरूप है ( सूरा २ व ३५ । ३५) 
अल्लाहने मनुष्यको सर्वश्रेष्ठ आकारका बनाया है (सूरा 
९५ । ४; ६४ । ३; ४० | ६६); कि इन्सानका पद 
फरिइतासे भी ऊँचा है-आदमको परमात्माने फरिरतासे 
नमस्कार कराया था ( सूरा २। १५, ३८ )। ऐसा ऊँचा 
और गौरवशाली है इन्सान ! 


सभी भारतीय धर्मौका कहना है कि चौरासी लाख 
योनिर्योमै मनुष्यका चोला पाना सबसे अधिक कठिन है तथा 
मुक्ति यानी स्वाधीन और अनन्तकालीन आनन्द मानव-देहसे 
ही प्रास हो सकता है । इसीलिये मनुष्य-देह देवोके लिये भी 
दुर्लभ है--देरवोके द्वारा भी स्पृहणीय है । 

उपनिषर्दोमे कथा आती है कि प्रजापतिने “द? अक्षरका 
उच्चारण करके असुरोंको “दया? का उपदेश दिया, मनुष्योंको 


“दान? का ( अर्थात्‌ खार्थस्यागका, परोपकारका ) और देवोको 
इन्द्रिय-दमनका । इसका तात्पर्य यह है कि असुरता-पशुतासे 
ऊँचा उठकर मानव बननेके लिये “दया? आवश्यक है-- 
जिसमें दया नहीं है, वह मनुष्य नहीं) किंतु असुर ( राक्षस ) 
कोटिका है | अतः मनुष्य बनने और बने रहनेके लिये 
दया और अहिंसाको अपनाना ओर अपनाये रखना आवश्यक 
है तथा मनुष्यत्वकी उन्नतिके ल्यि परिग्रहका त्याग करके 
इच्छाओका दमन करना चाहिये | 


अतः दयाको धारण करते हुए अपरिग्रह और वासना- 
दमन ( संयम ) की ओर अग्रसर होना चाहिये | 
जैन-धर्मके सर्वमान्य ग्रन्थ तत्वार्थःसूत्तके छठे अष्यायमें 
बताया गया है-- 
बह्लारम्भपरिग्रहस्व॑ नारकर्यायुषः ॥ १५ ॥ 


साया तैयैम्योनस्य ॥ १६ ॥ 
अल्पारस्थपरिग्रहस्व॑ माज्नुषस्य ॥ १७ ॥ 
स्वभावमार्दृचं च ॥ १८ ॥ 


अर्थात्‌ बहुत आरम्भ करने ( सांसारिक पदार्थोमे 
स्वार्थमे--बहुत व्यस्त रहने--अत्यन्त बहिर्मुखी रहने ) और 
बहुत परिग्रह ( लोम-तृष्णा-असंतोष ) रखनेसे नरकआयुका 
आश्रव होता है । मायाचारके भावोसे तिर्यक्‌ ( पशु, पक्षी, 
कीट, बनस्पति आदि ) योनिका आश्रव होता है । थोड़ा 
आरम्म करने ( खार्थमे ही न लगे रहकर कुछ परार्थं एबं 
परमार्थका मी ध्यान रखने ) एवं अल्प परिग्रह ( तृष्णा ) 
रखनेसे तथा कोमल ( दयाळ ) परिणाम रखनेसे मनुष्य आयु- 
का आश्रव होता है । इससे भी स्पष्ट होता है कि नारकी 
और तिर्यक्‌ खभाववार्लोके क्या लक्षण हैं और मनुष्यः 
स्वभाववालोंके क्या लक्षण हैं । अर्थात्‌ संतोष, निस्खार्थता 
और दयाढता- थे ही मानवताके लक्षण हैं । 


चीनी संत कन्फ्युसिअसके भी बचन हैं कि दया ही 
मनुष्यका मन ( विवेक या आत्मा ) है और मनको बलवान्‌ 
बनानेके लिये इच्छा कम करनेसे बेहतर कोई उपाय नहीं 
है ( मेनसिअस 0०७ 11 ) दया ही मनुष्यत्वका लक्षण है 
( मध्यम-सिद्धान्त ००४ 1 ) | 


२७६ 





अतएव दया और संयम- इन गुर्णोको अपनाओ; इनका 
उत्तरोत्तर विकास करो और इस तरह मनुष्य बनो । 
मानव | तुम दरिद्रताके लिये नहीं हो, अखिल आनन्द- 
का भंडार तुम्हारे अंदर भरा हे और इसको उपलब्ध करनेका 
एकमात्र साधन ( मनुष्य-देह ) भी तुमको प्राप्त है। अपने 
गौरवको और खरूपको तथा स्वर्ण-अवसरको पह्चानो । बाहरी 
दरिद्रता; व्याधि, अभाव आदिसे व्याकुल मत होओ । इनके 
कारण अपनेको दीन-हीन मत समझो । तुम्हारी महिमा 
इनके रहते हुए अपनेको सुखी- आनन्दित बनाये रखनेमें है । 
इसीमे तो तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारे आनन्दकी स्वाधीनता 
और अद्भुतता है | यदि तुम संयम तथा परोपकार-भावना-- 
दयासे धनी हो तो तुम देर्वोसे भी ऊँचे हो । 
दया है--अपने ही-जेसा सब प्राणियोंके प्रति बर्ताव 
करना । 
“आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति ।' 
“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥? 
(जो बात तुम अपने लिये पसंद नहीं करते, उसका, 
आचरण औरोके प्रति मत करो |” यह सुनहरा नियम समी 
घर्मेमि आचारका प्रधान सूत्र है । दया-भाव ही सच्चे दानका 
मी कारण एवं लक्षण है, जैसा कि श्रीमद्रागवतमें कहा 
गया दै--*किसीको धन देनेका नाम ही दान नहीं है, सच्चा 
दान तो किसीसे द्रोह न करना है |? 


यह दया-भाव सभी प्राणियोँके प्रति होता है; क्योंकि 
सभी प्राणिर्योको सुख-दुःख होता है और सभी जीव जीबन 
और सुख-शान्ति चाहते हैं । 
जरे पायत गर विदानी हारे मोर! 
हमचो हारे तस्त जेरे पाये पीरू॥ 
( एलिस्तां-शेखञ्चादी ) 
अर्थात्‌ तुम्हारे पावके नीचे दबी चींटीका वही हाल 
होता है जो यदि तुम हाथीके पॉवके नीचे दब जाओ तो 
ठुम्हारा हो | इसी तरह कुरानके सूरा २७ वें ( जिसका नाम 
ही चींटीका अध्याय है ) में आया दै कि एक मर्तबा जब कि 
सुलैमान और उसकी फौज (जिसमें जिन्न, मनुष्य और पक्षी मी 
थे ) चींटियोंके स्थानपर आयी तो एक चीटीने दूसरी चींटियोंसे 
कहा कि अपने ब्रिलौमें चले जाओ, ताकि ऐसा न हो कि 
सुलैमान और उसकी फ्रीज तुम्हे न देखें और तुमको 
कुचल दे | 
आहिस्ता खरम बल्कि मखराम । कि जैर कदमत हजार जानस्त ॥ 


€ ५, 
% मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका ५ 





सत्ताच 
( धीरे-धीरे चल, बल्कि चले ही मत; क्योंकि तेरे पे 
नीचे हजारौं जाने हैं--शेखसादी ) । 


दयाछुताकी कितनी ऊँची भावना है | अभिप्राय यह्‌ कि 
अच्छी तरह. देखकर चलो--- 
इष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादस्‌--मनु । 
जां में सितां फ्रि जां हमारा अजीज अप्त । 
हम्मोरी व पीठ इक सानस ॥ 


( किसीकी जान मत ले; क्योंकि अपनी जान सबको 
प्यारी है। चींटी और हाथीर्मे एक-सी जान है-शेखसादी ) | 
हजार गंज कनाअत हजार गंज करम 
हजार आताअत शुबहा १ 
हजार वेदा हजार महर व महरदारा 
हजार नमाज कबूल ने सा गर खातर न्याजारी ॥ 

( मनुष्य मजहबर्मे ऊँचा हो, हजार खजाने रोज दान 
करता हो ; हजारों रातै केवल प्रभु-स्मरणर्मै बिताये और 
हजारों ऐसे सिजदा करे कि हर एक सिजदार्मे हजार नमाज | 
पढे; लेकिन अगर वह किसीको तकलीफ देगा तौ उसके 
उपर्युक्त काम खुदाको कमी स्वीकार नहीं होंगे--शेखसादी )। 
अल्छल्कु इयारु अल्साहि फा दुब्बुरुखल्क इरा अल्लाहि 
मन हसन इरा इयालिही ( सब प्राणी भगवानके कुट्म्बी हैं 
अतः भगवानके ल्यि सब प्राणियोंके साथ अच्छा बर्ताव करो 
जैसा कि अपने कुट्म्बियोंके साथ करते हो--हृदीस ) । 

चीनी संत ताओने मी कहा है कि छोटे कीड, घास 
तथा बृक्षौको भी तकलीफ मत दो ( कान यिंग पिएन ) । 

श्रीमद्धागवतने शहस्थके सदाचारोंका वर्णन करते हुए 
कहा है कि हरिन, उँट, गधा, बंदर, चूहा, सॉप) पक्षी) मक्खी 
आदिको भी अपने पुत्रके समान ही समझना चाहिये ( ७। 
१४ | ९ ) | पशु; मृग; पक्षी, साप आदि रेंगनेवाले जन्तुः 
मच्छर, जूँ) खटमल) मक्खी आदि जीवोंसे द्रोह करनेवाले! 
उनकी हिंसा करनेवाले मनुष्य अन्धकूप नरकमें पड़ते हैं । 
यदि ये जीव हानिकारक प्रतीत भी हों तो उनकी वृत्ति ही 


ऐसी बनी हुई है और उन्हे दूसरोंको हानि पहुँचनेका 
हुँचनेका शान 
भी नहीं है ( ५। २६ | १७ ) । 


मानवरुणधारी मनुष्य मांस, अंडा, असंख्य झमियुक्त सड़ी 


हुई चीर्जे-जैते शराब आदिका भक्षण नहीं कर सकता । 
जह वनस्पतिकी व्यर्थ हिंससे मी बचेगा और संयममें बाधा 


डालनेवाले तथा मुक्तिके साधन ( मानव-देह ) के ल्यि 





% मनुष्य बनो ॐ 


DPN » 
अहितकर वनस्पति-भोजनसे भी-जैसे लहसुनः प्याज 
( मनु० ५।५; ५ । १९) तथा वासी भोजन ( गीता 
१७ | १० ) तथा मादक यानी मानवोचित विवेक-बुद्धिको 
नष्ट-श्रष्ट करनेवाली वस्तुओसे भी परहेज करेगा । 

“जो सौ वर्षतक प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ करता है और 
जो सांस नहीं खाता, इन दोनोंका घर्मफल बरावर होता है । 
पवित्र फल, मूल और मुनिर्योके नीवार (तिन्नी ) आदि अन्न खानेसे 
मी वह फल नहीं मिलता, जो केवल मांस छोड़ देनेसे मिलता 
है।? (मनु० ५। ५३-५४) । “जो मछली खाता है, वह सब मांसों- 
का खानेवाला है; इसलिये मछली न खाय।? (मनु० १५। १५) 

“मांसके लिये परमात्माके कार्य ( प्राणी )को नष्ट मत 
करो । न तो मांस खाना अच्छा है न शराब पीना और न 
ऐसी किसी चीजका सेवन करना, जिससे तेरा भाई ( कोई 
प्राणी ) नाराज हो या वह पछ्ु या कमजोर बन जाय ।' 
( बाइबछू---रोमत्स १४ | २०-२१ )\ 

“अपने पेटको जानवरौंका कब्रिस्तान मत बनाओ ।? 
( अली इब्न अबु तालीब ) 


“जिसने प्याज या लहसुन खाया हो, वह हमसे दूर रहे, 
वह हमारी मस्जिदसे दूर रहे, वह अपने घरमै ही बैठा रहे ।? 
( इदीस--मिस्कत-उळ-मसावीह ) । 

“वह नेक आदमी, जिसने जानवरोको जीवित देखा है, 
उन्हें मरते देखना नहीं सह सकता; जिसने जानवरोकी 
मृत्यु-समयकी करुणाभरी चिल्लाहट सुनी है, बह उनका मांस 
खाना नहीं सह सकता |? (कन्फ्युसिअस-मेनसिंअल 0८5 1] ) 

मद्य, मांस और प्याज ( पलाण्डु) नहीं खाना चाहिये 
( बोद्धोका लंकावतारःसूज्न ८ । १ ) । लंकावतार-सूतमै 
बुद्धदेवने कहा है कि 'मांस-जैंसी कोई भी वस्तु ग्रहण 
करने योग्य नहीँ है । भविष्यमै मेरे संघमै ऐसे पाखण्डी 
होगे, जो मांस-भक्षणका समर्थन करेंगे--वे यह भी कहेंगे कि 
मैने मास-मक्षणकी आज्ञा दी है, नहीं-नहीं। मैंने खयं मांस-भक्षण 
किया है । परंतु मैंने कमी किसी भी सूतमें मांस-भक्षणकी 
आज्ञा नहीं दी है । मेरे शिष्य कभी किसी प्रकारका मांस 
नहीं खाते । वे समस्त जीवोपर अपने पुत्रोंके समान दृष्टि 
रखते हैं । मैं किस प्रकार अपने दिष्योंको अपने ही बच्चेकि 
मांसको खानेकी आज्ञा दे सकता हूँ और किस प्रकार मैं खयं 
उसे खा सकता हूँ। यह सर्वथा असत्य है कि मैंने अपने शिष्यों- 
कोमांस-भक्षणकी आज्ञा दी है या मैने खय मांस खाया है |” 


= ट अभी 









इस प्रकार मानवताके दो गुण सिद्ध होते दै दया 
तथा आत्मसंयम । इन दोनों शुणोंका परस्पर भी घनिष्ठ 
सम्बन्ध है-दोनो एक दूसरेके लि सहायक. एवं 
आवश्यक हैं । 

पारसियाँकी धर्म-पुस्तक जेन्द अवेस्ता ( वेनीदाद ) में 
भी लिखा है--“मनुष्यको नहीं चाहिये कि वह किसी दूसरेकी 
हिंसा या हानि करके अपना लाभ या हित करे) और बही 
आदमी बलवान्‌ है, जो अपने अंदरूनी शैतानौ--लोम) क्रोध) 
काम) मान और असंतोष ( तृष्णा ) से युद्ध करनेमे 
समर्थ हो ।? हु 

जो मानव-हितके लिये मनुष्येतर प्राणियौकी हिंसाका 
समर्थन करते हैं, वे मानवीय-गुण दया और निस्स्वार्थतापर 
तो कुठाराघात करते ही हैं; साथ ही जब इन गुणौंकी अवहेलना 
मनुष्येतर प्राणियोंके सम्बन्धमे की जाती है, तब मनुष्यका 
सभाव बिगड्कर मनुष्योके सम्बन्धमै भी वह क्रूर और स्वार्थी 
बन जाता है । अपनेसे कमजोर, दीन प्राणी तो विशेष दयाके 
पात्र हैं। जब उनपर भी दया न करके उनको अपने स्वार्थका 
साधन बनाया जाता है? तब यही मनोवृत्ति मनुष्योके सम्बन्धमै 
भी बन जाती है । पारस्परिक सहयोग; अहिंसा, विश्वबन्घुत्व 
आदिके उपदेश तो वर्तमान समयमै बहुत दिये जाते ६ ॥ 
रेडियो) मुद्रण-यन्त्रश पुस्तके; समाचारपत्र? यातायातकी शीघ्रता) 
सिनेमा आदि प्रचारके साधन भी आजकल प्रचुर हैं और 
बढ़ते ही जा रहे हैं; फिर भी उपयुक्त मानवोचित गुणका 
हास दिन-पर-दिन अधिकाधिक होता चला जा रहाहै और मानव 
“दानव'मैं परिणत हो रहा है--यहाँतक कि अवतो कुठुम्त्रके 
प्रति भी--पिता-पुत्र॒ तथा पति-पत्नी एवं भाई-भाईके 
पारस्परिक व्यवहारमें भी- विश्वासघातः स्वार्थ-भावना बढ़ती 
जा रही है। पहले युद्धोमे भी मानवताका काफी खयाल रखा 
जाता या । निर्वलों) स्त्रियों) बच्चों, अपंगो; शस्रहीनौं) युद्धः 
स्थलसे दूर रहनेवालौँका घात नहीं किया जाता था । परंतु 
अब तो वायुयानोँसे बम-वर्षा, विषाक्त गेसो) ऐटम बम? 
राकेट-युद्ध आदिसे सारे शहरों तथा देशोको नष्ट कर देना 
युद्धका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अङ्ग बन गया है । 


इस दुरबस्थाका कारण यह है कि आजकल विश्वप्रेमकी 
बातें तो खूब की जाती हैंश किंतु वातावरण और समाजकी ' 
तथा देशकी स्थिति इसके विपरीत हे । पहले ऐसा 
नहीं था । यदि मानवताके गुणको बचाना है.तो.( १) 
मांस-भक्षण आदि हिंसामय और तामसिक भोजनको निरुत्साहित 





२७८ 
= 
करना होगा और सात्त्विक एवं खास्थ्यप्रद भोजनका 
प्रचार करना होगा । ( २ ) मनुष्येतर प्राणियोंके प्रति भी 
दयाका भाव फैलाना होगा; औषध, अनुसंधान, फैशन 
आदिके लिये जो उनकी हिंसा की जाती दै, उसे रोकना होगा। 
( २ ) सादे जीवनको प्रोत्साहन देना होगा, जिससे खार्थ-भाव 
और धनकी तृष्णा कम हो और मनुष्य-मनुष्यमे तथा देश- 
देशमै प्रतिस्पद्धौ तथा तजन्य छल-कपट आदि मिरे । (४) 
ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जिसमें अर्थौपार्जन ( यानी आ- 
जीविका ) के लिये प्रतिस्पद्ध कम हो और सबको आवश्यक 
पदार्थ सुगमतासे मिल सके | इसके लिये, आजीविकाके निमित्त 





कै मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका & 





फेर 





"> "== ॐ 


यथासम्भव अपने कुल-क्रमका ही अच्छा काम अपनाना, यह 
भी एक उपाय है। (५) बाल्यावस्था और छ 


र छात्रावस्यागे 
ही संयम, दया तथा सादगीके भाव भरने होंगे तथा पचास. 


पचपन वर्षकी अवस्था होनेके बाद ग्रहस्थाश्रमसे निवृत्त होकर 
अपनी संतानोको धर्म, अर्थ, कामके ल्यि यथोचित सुविधा 
तथा खाधीनता देना तथा अपने-आपको समाजहित या आत्म- 
साक्षात्कारके प्रयत्नमे लगाना यानी अपने जीवनका अन्तिम 
लक्ष्य संयम एवं आत्मोन्नति रखना---इसको प्रोत्साहन देना 
होगा । इस तरह जब व्यक्ति सुधरेगे, कुटुम्ब सुधरेंगे, तब 
समाज; देश तथा सारी मानव-जाति भी सुधरेगी | 


Ho 


मानवताकी वर्तमान परिस्थिति ओर हमारा कर्तब्य 


( ेखक-श्रीभगवतीम्रसादसिंहजी, अवसर प्राप्त अतिरिक्त जिलाधीश ) 


वर्तमान युगमें भयानक उपद्रव होने लगे हँ 
और इसमें, संदेह नहीं जान पड़ता कि निकट मविष्यमें 
ही तृतीय महायुद्ध प्रारम्भ होगा, जिसकी सम्मावनाएँ बड़ी 
ही भयावह हैं । सम्भव है कि इस युद्धम प्रथ्वीकी जनसंख्या- 
मै बहुत उलटफेर हो जाय और बड़ीबढ़ी राज्यसत्ताएँ 
विनाशको प्राप्त हो जायें । कलियुग ब्यष्टि तथा समष्टिके 
कर्मफलरूपमें ही बार-बार आता है और इसके द्वारा 
भगवान्‌ प्रथ्वीका बोझा हल्का करते हैं | ऐसे भयंकर अवसर 
अनेक बार आ चुके हैं और अपने पुराणोमें उन महायुद्धों- 
का विवरण मिलता है, जिनसे पीड़ित मानवताकी सहायता 
हुई थी । मधुकैटभ, हिरण्यकरिपु, महिषासुर) झुम्भ- 
निशुम्भ, रावण, कंस, जरासंध, शिशुपाल इत्यादिके समय 
इसी श्रेणीमें आते हैं ऐसे समयके लिये किसी व्यक्तिविशेष- 
को दोष देना सरासर भूल होगी । जनताकी अनीश्वरवादी 
उच्छुङ्खङता और भोगकी बृततियोके कारण ही ऐसा समय 
आता है और ऐसे समयमें अनेक निकृष्ट आत्मा जन्म 
लेकर प्रथ्वीपर उत्पात मचाती हैं, अथवा ऐसी स्थितिर्यामे 
योग देकर विनाशका पथ सुविस्तीर्ण करती हैं । 
वर्तमान परिस्थितिको समझनेके लिये गत तीन-चार सौ 
वर्षेमि संसारके इतिहासकी समालोचना करना आवश्यक है । 
`प्रायः तीन सौ वर्ष हुए, जब इंगलैंड, जर्मनी तथा अमेरिका- 
मे चुड़ेलोंका उत्पात प्रारम्भ हुआ । इस उत्पातको दबानेके 
लिये लगभग दो-ढाई लाख स्त्रिया जीवित जला दी गयीं | 
यह बड़ा रोमाञ्चकारी दृश्य रहा होगा। इमकोगोके विश्वास- 


से कुछ प्रेताविष्ट आत्माएँ तो सदा होती ही हैं। पर यह 
निश्चय है कि इस बड़ी संख्यामें अनेकानेक निरपराध खनियाँ 
भी जीवित जला दी गर्यी | इस घटनाके प्रायः १५० वर्ष 
बाद ही वर्तमान विज्ञान ( 9८९१०९ ) का उदय हुआ 
और उसकी चरम सीमा वर्तमान अणु बम) हाइड्रोजन बम, 
अनेकानेक लड़ाईके रासायनिक पदार्थ, एयरोप्लेन, जहाज) 
पनडुन्त्यौँ तथा बे भयंकर शस्रास्न हैं, जिनसे मानव- 
संहारके साधन सुलभ हो जाते हैं | कहा जाता है कि मुस्लिम- 
धर्मके प्राढुर्मावके अनन्तर मुसस्मानोंने कला-कौशल, विज्ञान 
तथा व्यापारिक साधनेमें आशातीत उन्नति की । इस उन्नतिः 
को देखकर पाश्चात्य राज्य चौंके | पहले तो उन्होने धर्म- 
युद्धके नामपर क्रूसेड्स ( ९7५४०९३ ) प्रारम्भ किये, जिनके 
करण युसल्मानौसे सैकड़ों वर्षतक युद्ध चलता रहा | इसके 
साथ-हीसाथ भारतके अपूर्व व्यापारको हथियानेकी भी पाश्चात्य 

देशोंकी लालसा थी | पहले पुर्तगाछ, स्पेन एवं हाळेंडने 
अनेकानेक नक्शे प्रथ्वीके बनाये ओर यातायातके साधनोंमें 


भी उन्नति की | आगे चलकर फ्रांस 
भी इस होड़में 


के कारण मनुष्य-जीवनमें भारी परिवर्तन 
डम । इस परिवर्तनके कारण लोग शान्त आम्य-जीवन छोड़- 


> 


शि 
५३ 
त्यै 








# मानवताकी वर्तमान परिस्थिति और इमारा कर्तव्य % 





कर शहरेमिं बसने लगे और मिलौमे काम करने लगे । इस 
विषयका एक सुन्दर वर्णन (9010511101 कृत 1)25९1(80 
४/12४९ नामक कवितामें मिलेगा । धीरे-धीरे यह यान्त्रिक 
सभ्यता बढ़ती ही गयी और भारतीय सभ्यताका इस नयी 
चकार्चौध करनेवाली सभ्यतासे सम्पर्क अपना रंग छाया । 
उपनिवेशवाद चारों ओर फैलने लगा | भारतकी रसविद्या अरब- 
में कीमियागिरी (9101121119) के नामसे पहुँच गयी और उसकी 
आश्चर्यजनक शक्तियोके कारण पाश्चात्त्य देशमै भी पारे, गन्धकः 
सुबर्ण इत्यादिके प्रयोग होने लगे । पारस पत्थर तथा अमृतके 
लिये खोज शुरू हुई । कालान्तरमें उपर्युक्त देशोंकी मण्डलियाँ 
अमेरिका तथा अन्य देशमै पहुँची । स्पेनके काटेज नामक 
व्यक्तिने अपने साथियौसहित मेक्सिको नामक महान्‌ धनी 
देशपर अधिकार कर छिया । उसी देदाके पिजारो नामक 
व्यक्तिने अपार धनराशियुक्त पीरू नामक देशको हृथिया 
लिया । इससे अन्य यूरोपीय लोगौकी लार टपकने लगी | 
मेक्सिको तथा पीरूसे अपार धनराशि सुवर्ण तथा रजतके 
रूपमे स्पेनमें आयी । स्पेनके जद्दाजी बेड़ेको नष्ट करके 
अंग्रेज लोगोंने सन्‌ १६०० ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनीकी 
स्थापना की । इस कम्पनीका झुख्य ध्येय यह था कि नयी-नयी 
वस्तुएँ बनायी जाये और उनके लिये विजित लोगोंमें माँग 
पैदा की जाय | 

यह नयी सभ्यता उच्छुङ्कल अनीश्वरवादपर बनी । 
इसमे भोग ( ९०००५ ) को मुख्य स्थान दिया गया 
और कर्तव्यको गौण । धनके लाळचमे फँसे हुए इन 
पाश्चात््योको औचित्यका कुछ विचार न रहा । जैसे हो, पेसा 
खींचना--यही इनका मन्तब्य था । 

भारतमें नयी शिक्षा-पद्धति जो सन्‌ १८३३ ई० में 
प्रारम्भ हुई, उसका लक्ष्य भी भारतीयौको केवळ क्लर्क बनाना 
ही. था) विद्याष्ययन नहीं । शुद्ध विद्याध्ययनसे विनय आती है, 
जिसका अभाव हमें प्रत्यक्ष ही दिखलायी पड़ रहा है | सन्‌ 
१९१४ से १९१८ तक पहला विश्वयुद्ध हुआ और सन्‌ 
१९३९ से १९४५ तक दूसरा विश्वयुद्ध चला | इन युद्धौसे 
प्रत्येक प्रायः दो करोड़ व्यक्ति हताहत हुए । देश-देशके 
सिपाही लड़ाईके मैदानमै लड़ाईके लिये गये । देशकी 
व्यापारिक नीतिमै वस्तुआँकी कमीके कारण बहुत उथल- 
पुथल हुई । पहले मदायुद्धमे तो कम, पर दूसरे मद्दायुद्धमे 
बहुत अधिक लोम बढ़ा | नियन्त्रणों ( 0017६17015 ) के कारण 
व्यवस्था और भी खराब हुई । काला बाजार ( 818९८ 
७४1९६ ) नामक भूत प्रायः सर्वत्र दीखने लगा | 


२७२, 








उपर्युक्त कारणसे सदाचारपर मी बड़ा आघात हुआ | 
पति-पत्नी तथा गुरु-शिष्यके सम्बन्धोम शिथिलता दीख 
पड़ने लगी । वर्तमान हिंदूकोड-बिलके कारण तो समाज- 
का ढाँचा ही पलट गया । स्त्रियौंके लिये सम्बन्ध-विच्छेद (तलाक) 
का अधिकार भी बहुत घातक सिद्ध हुआ और होगा । खान- 
पानमें भी अनेक परिवर्तन हुए । शुद्ध गेहूँ तो मिलना दी 
कठिन हो गया । ग्वालियर राज्य तथा बुंदेलखण्डका छाल 
कठिया गेहूँ पुष्ट तथा मीठा होता है । पर लोग उसका 
तिरस्कार करते हें । नील, फिटकिरी, चूने इत्यादिसे साफ 
की हुई, मिलमै बनी चीनी लोग अच्छी समझते हैं । लोगों- 
की तो धारणा है कि जिन गन्नोसे यह चीनी बनती है, 
उसका गुण नपुंसकता पैदा करना तथा एक सालके बाद 
खराब हो जाना है। भारतीय ऊखके चालीस वर्ष पुराने गुड़को 
तो मैंने स्वयं देखा है। डाल्डाके विषयमे क्या कहा जाय । 
इसमें बहुत पोषक पदार्थ ( ४119111715) नष्ट हो जाते हैं 
और इससे उत्पन्न व्याधियाँसे तो आजकल प्रत्येक व्यक्ति 
परिचित ही है । शुद्ध सरसोंका तेल भी अब मिलना कठिन 
हो गया है | दूध मिलना भी बहुत कम हो गया है । नकली 
मक्खन सर्वत्र मिलता है और “तक्रम्‌ शक्रस्य दुर्लभम? 
अर्थात्‌ मठा तो इ्द्रके ल्यि भी दुर्लभ हो रहा है । लोग 
कहते हैं कि हिंदू छोग बहुत मसाला खाते हैं | उनका यह 
कहना भूल है । मेथी डालनेसे कद्दू अथवा कुम्हड्रेकी वायु 
शान्त होती है । अजवाइन डालनेसे घुइयाँकी वायु शान्त 
होती है । सोंठ और हींगके प्रयोगसे अन्य वस्तुओंकी वायु 
शान्त होती है | जीरा) मिर्च ( काली ); हल्दी और धनियाँ 
भी बड़े गुणकारी पदार्थ हैं । बर्फका सेवन अनेक रोगोंकी 
जड़ है | चायमै 1411 नामक विष रहता है और मांसमें 
मृतपशुके सब रोगोंके अतिरिक्त अन्य विशेष रोग भी होते 
हैं । होटलमै जो दुर्व्यवस्था दीख पड़ती है, उसका तो कहना 
ही क्या । जूठा भोजन देना तो मामूली बात दै । बर्तन भी 
ठीक तरहसे साफ नहीं किये जाते । कुएँका जल पुष्ट तथा 
ज्ञान्तिदायक दोता है । किंतु उसके स्थानपर नलका 
जल अनेक दूषणोंसे युक्त है । पाइपोंके बड़े-बड़े 014105 
तो शायद ही कभी भीतरसे साफ किये जाते हों और नमीके 
कारण 119115 के भीतर अनेक तरहके कीटाणु पैदा हो 
जाते हैं । लोग सिरम सुगन्धित तेल डालते हैं, जो प्राय; 
Parafin 011 ( मिठ्ठीका तेळ ) और तारकोलसे बनी 
हुई सुगन्धोंसे युक्त होता है | युद्ध तेल तो तिलका ही होता है 
जैसा कि तैल शब्दसे विदित है इन तेलोंसे बाळ भी जल्दी 


२८० 


२ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 








ही श्वेत हो जाते हैं । साबुनका प्रयोग भी कोई अच्छी चीज 
नहीं । उसके स्थानपर ऑवला; बेल, इमली) बेसन इत्यादि 
बड़े ही शुद्ध और सात्त्विक पदार्थ हैं | ये बालोंकी जड़ तो 
पुष्ट करते ही हैं, साथ-ही-साथ बालौंको श्वेत होनेसे रोकते 
हैं । आबलेके सेवनसे तो बहुत दिनोतक प्रायः युवावस्था ही 
वनी रहती है | बड़े खेदका विषय है कि आजकल लोग 
गिलहरी, खरगोश) नीलगाय तथा मोरोको मारनेका उपदेश 
देते हैं; क्योंकि वे हमारा कुछ अन्न खा जाते हैं । लाखों बंदर 
बिदेशीको दवा बनानेके हेतु भेजे जा रहे हैं और चर्म 
तथा अन्य द्रव्यौके लिये पहलेसे अधिक गोहत्या की जा रही 
है । बह इसलिये कि विदेशी मुद्रा ( 01127 ) प्राप्त हों 
और चमड़ेका व्यापार कम न हो । इस प्रान्तमे अनेकानेक 
काष्ठ-ओषधियाँ मिलती हैं, जिनके सेवनसे घर-घरमें माताएँ 
वैद्यका काम करती थीं और अब भी गॉर्बामे कुछ करती हैं । 
इनके विषयमै राज्यको प्रोत्साहन देना चाहिये । ये ओषधियाँ 
अचूक निकलती हैं और कौडियौंके मोलमै मिलती हैं । जहाँ 
ये काम नहीं करतीं) वहाँ दोष ओषधियोंका नहीं; क्योंकि 
काष्ठ ओषधि एक बरसातके बाद खराब होने लगती है और 
पसारियोंके यहाँ वर्षा पुराना कूढ़ा-करकट मिलता है । 
सिनेमाके कारण जो नेत्रोको हानि तथा सदाचारका पतन 
हो रहा है, उसका तो कहना ही क्या ! 


इन परिस्थितियोंके होते हुए भी पाश्चात्य देश चन्द्रलोक 
तथा मंगळग्रहमे पहुँचनेका विचार कर रहे हैं--यह जब 
कि संसार विनाशके समीप ही आ गया है । 

अनेक लेखकोने लिखा है कि इस संसारमै पोषक तथा 
नाशक--दोनों शक्तियां सदा वर्तमान रहती हैं । पोषक 


शक्तियाँ अवश्य ही प्रबळ हैं; क्योकि यदि ऐसा न होता तो 
संसार कब॒का नष्ट हो गया होता | 


Mem OO 7 — 


गीतामें कहा है--“संशयात्मा विनश्यति |! दमलोोञे 


भगवानकी सत्तामें अनन्य विशवास होना चाहिये । ह्म 
लोगोंको गरीबोसे मिलकर रहनेका प्रयत्न करना चाहिये; 
क्योंकि उन्दीमै भगवान्‌ रहते हैं | आजकल धूर्त तथा प्रपञ्च 
लोग सर्वत्र मिलेंगे । मेरा तो विचार है कि वस्तुतः मन्ति 
ओर धनसे तो कोई सम्बन्ध ही नहीं है । किसी देवस्थान: 
पर पहुँचनेपर आपकी जो श्रद्धा हो, वह अर्पण कीजिये- चाहे 
एक फूल ही हो । दीन-ढुखियोंके प्रति दया रखना और उनसे 
सहानुभूति रखना आवश्यक है | आप उनकी जो कुछ सहायता 
कर सके; करें । हमलोगोंके धर्ममें अदृश्य जगतूका बड़ा 
स्थान है | इस विश्वाससे महती शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है 
वर्तमान समयमै इस तत्वको लोग बिल्कुल ही भूल रहे हैं। 
आत्माके अमरत्वरूपी जन्मान्तरवादसे समाजमे लोग डरकर 
सदाचारकी वृत्ति परिपालन करेंगे और कर्मके परिणामको 
ध्यानमें रखकर सदा शुद्ध तथा सच्चा व्यवहार ही करेंगे | 
कलियुगमै केवळ भगवत्‌-नाम-स्मरण ही रह जाता है और 
उसकी शक्ति अपूर्व तथा आश्चर्यजनक है । हमारी सभ्यता 
सिखलाती है कि मनसा, वाचा तथा कर्मणा हम सत्य तथा 
निश्छल व्यवहार करें | इसीमै सबका कल्याण है । 


मनुष्य-शरीर “बार-बार? नहीं मिळता और काल निरन्तर 
चलता ही जाता है | हसलोग इस विशाल ब्रह्माण्डमे अपने 
कर्मोका--अच्छे तथा बुरे--फलछ भोगनेके लिये आते हैं और 
यहसि चले जाते हैं । यह तो निश्चय ही है कि जो व्यक्ति 
भगवानका आश्रय लेकर रहेगा, उसमें अपार मानसिक तथा 
आध्यात्मिक बळ होगा | जितनी उसकी निष्ठा होगी, उतना 
ही फ होगा | भगवान्‌ भयंकर-से-भयंकर आपत्तियोंसे रक्षा 


करते हैं और उनकी कृपासे उनका भक्त सदेव आनन्दमै ही 
रहेगा; चाहे संसारका जो हाल हो । 


= 


भव सागर इक 


कट्दै 


‘SERENE 


फिरि नहि 
नदी बहतु हे, 
कबीर सुनो भाइ साधो, 

: >> 


TT i 


जागते रहो 
( तेरी ) गठरीमे लागे चोर, 
पाच पचीस तीन है चोरवा, 
जाग सबेरा बार अनेरा, 


बटोहिया का सोचे ॥ 
प सब कीन्हा सोर । 
लागे जोर ॥ 
बिजु उतरे जा बोर । 
जागत कीजे भोर ॥ 


०2९ 


$ मलुर्भव-मलुष्य वनो-केसे ? * 


२८१ 


RR 





मनुर्भव--मन्ुष्य बनो--केसे ! 


( लेखक - श्रीदीनानाथजी सिद्धान्तालंकार्‌ ) 


ग्रीसके इतिहासमै एक दार्शनिककी घटना आती है। 
एक बार वह दिनके बारह बजे द्वाथमै लालटेन लिये घरसे 
बाहर निकल पड़ा तथा बाजारमे घूमता रहा | कुछ लोग उसकी 
ओर आइचर्यसे देखते । कुछ यह समझते कि दार्शनिक तो 
आधे पागल होते हैं, यह भी एक ऐसा पागल है । वह 
दार्शनिक बाजारामेसे निकलकर नगरके बाहर आ गया और 
जंगलकी ओर चल पड़ा । जळती हुई लाळटेन उसके हाथमैं 
थी और वह नीचे मुँह किये ऐसे जा रहा था, जैसे मानो उसकी 
कोई वस्तु खो गयी हो । कुछ लोगोंने साहस करके और कुछ 
पागल समझते हुए भी उस दार्शनिक पूछ ही ल्या 
“आप तो इतने बड़े विद्वान्‌ हैँ | इस दिनके चमकते प्रकाशमें 
लाळटेन लेकर क्यों घूम रहे हैं ओर नीचेकी ओर देखकर 
किस खोयी हुई चीजकी तलाश कर रहे हैं १? दार्शनिक इस 
प्रश्‍नको सुनकर मुस्कराया । फिर गम्भीरताके साथ जन- 
समूहको देख उसे सम्बोधित करते हुए बोला--- 

“हे एथेन्सवासियो ! मैं मनुष्यकी तलाश कर रहा हूँ ।? 

जनतामेसे कुछ मनचलोंने तनिक तीक्ष्णतासे कहा-- 
“तो क्या हम मनुष्य नहीं हैं १? 

दार्शनिकने दढ स्वरमे कहा---'नहीं; तुम मनुष्य नहीं हो!” 

एक युबकने अधीरतासे पूछा--+तो हम क्या हैं १ 

दाहनिक--*तुममेसे कोई दूकानदार है, कोई सरकारी 
अफसर या नोकर है, कोई किसान है, कोई अध्यापक है, 
कोई छात्र है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई माता है, 
कोई पिता है--पर शोक ! तुममेसे मनुष्य कोई नहीं है ।? 
ओक दानिकका यह कथन आज भौ अक्षरशः सत्य 
है। आज हम वैज्ञानिक हैं, चिन्तक हैं? दार्शनिक हैं 
व्यापारी हैं, अध्यापक हैं, छात्र हँ, उच्च सरकारी अफसर या 
मुख्य मन्त्री, प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति मी हँ, गहस्थ हैं, 
साधु-संन्यासी हैं, पति-पत्नी हैं, माता-पिता हैं । तो फिर क्या 
नहीं हैं ! 

बस, मानव नहीं हैं !! 

नारद-वाल्मीकि-संवाद 
. विश्वक्रे आदिकालसे सच्चे मानवकी खोज है । आजसे 

लाखो. वर्ष पहले यही प्रश्‍न नारदने विश्वके आदिमानव- 


मा० अं० ३६--२१७-- 


कवि वाल्मीकिसे किया था । नारद पूछते है ऐसा मानव 
कहाँ है? 
५-_को न्वस्मिन्‌ सास्प्रतं लोके गुणवानूकश्च वीयेवान्‌ । 
भर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो द्ढत्रतः ॥ 
२---चारित्रिण च को युक्तः सवेभूतेछु को हितः। 
विद्वान्‌ कः कः समर्थश्च कञ्चेकप्रियदशेनः ॥ 
३--आत्मवान्‌ को जितक्रोधो दयुतिमान कोऽनसूयकः । 
कस्य बिभ्यति देवाश्च जातक्रोध्रस्य संयुगे ॥ 
“इस समय संसारमै ऐसा मानव कोन हैं) जो गुणवान 
वीर्यवान्‌) धर्मज्ञ कृतज्ञ, सत्यवक्ता और अपने त्रतपर दृढ़ 
रहनेवाला हो, चरित्रयुक्त हो, सव प्राणियोके हितम लगा 
हुआ हो, विद्वान्‌, सामर्थ्ययुक्त और प्रियदर्शन हो, 
आत्माको जाननेवाला, क्रोधको जीतनेवाला, तेजयुक्त और 
किसीसे ईर्ष्या करनेवाळा न हो तथा यदि कभी उसे अन्यायके 
विरुद्ध क्रोध आ जाय तो उसके क्रोधसे देवा भी भयभीत हो 
जाते हाँ १? 
इस प्रकार नारदने सोलह शुणोंका वर्णन किया, जो 
मानवमें होने चाहिये । नारदके इस प्रश्‍नके उत्तरमें वाल्मीकि 
मुनि कहते हैं--- 
१--दइक्ष्वाकुवंसप्रभवो रामो नाम जनैः शुतः । 
नियतात्मा महावीर्या द्युतिमान्‌ 'रतिमान्‌ वशी ॥ 
२--बुद्धिमान्नीतिमान्‌ वाग्मी ्रीमान्छन्रुनिबहुणः । 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः ॥ 
३--महोरस्को महेष्वासो गूढजन्नुररिंदमः । 
आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ॥ 
८८इक्ष्याकुकुलमें उत्पन्न “राम” नामका एक आदर्श मानव 
है, जिसका नाम जनतामें बड़ा प्रसिद्ध है । वह जितात्मा) महान्‌ 
बलशाली, तेजस्वी घैययुक्त और संयमी है । वह बुद्धिमान" 
नीतिज्ञ, उत्तम वक्ता, शोभायुक्त और शत्रुओका नाश करने: 
बाला है । उसके कंघे सुपुष्ट और ऊँचे हैं, भुजाएँ विशाल हैं 
गर्दन गङ्ककी तरह उतार-चढ़ाववाली है और ठोडी गठी 
हुई है । उसकी छाती विशाल है; धनुष बड़ा है, शरीर गठा 
हुआ और दात्रुओका दमन करनेवाला है। उसकी भुजा 
घुटनोतक लंबी है, उसका मस्तक और ललाट सुन्दर है और 
वह विक्रमशाली है ।?? 


२८२ 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





वाल्मीकिने बाईस गुणयुक्त श्रीरामका आदर्श मानवके 
रूपमै बड़ा अभिराम और हृदयग्राही वर्णन किया है । नारद 
और वाल्मीकिके इस संवादद्वारा जिस आदश मानवका न 
केवल शब्द-चित्रण अपितु उस युगके सजीव और उस युगसे 
लेकर आजतकके लिये श्रीरामके रूपमै पूर्ण मानवकी जो 
रूपरेखा खाँची गयी है, हम समझते हैं; ऐसा अविकल, 
परस्पर सम्बद्ध और सुग्रथित वर्णन विश्व-साहित्यकी अन्य 
किसी पुस्तकमे सुलभ नहों दै । वाल्मीकिद्वार वर्णित बाईस 
शुणोकी एक विशेषता है, जो नारदके प्रश्‍नात्मक वर्णनमे नहीं 
है। वाल्मीकिने अपने उत्तरम जहाँ श्रीरामके आत्मिक, 
मानसिक) वौद्धिक और नीतियुक्त गुणौंकी चरम सीमाका 
निदर्शन किया है) वहाँ उनके सुदृढ, सुगठित और बल्युक्त 
सुन्दर शरीरकी भी उपेक्षा नहीं की है । स्वस्थ शारीरमे ही स्वस्थ 
आत्मा रह सकता है और “मानवता शरीरके द्वारा मूर्तरूपमै 
भी प्रकट होनी चाहियेः--आदिकविने इसी अटल सत्यकी 
पुष्टि अपने शब्दोंद्वारा की । 


मानव बननेके पाँच साधन 
निरुक्तमे यास्काचार्यने मनुष्यका लक्षण किया है-- 
“मत्वा कमाणि सीव्यति इति मनुष्यः? । “जो ज्ञान और बुद्धिके 
द्वारा अपने कर्मोका ताना-बाना बुनता है) वही मनुष्य है |? 
बेदके निम्नलिखित मन्त्रभे मानवको कर्मोके इस ताने-बानेको 


व्यवस्था और पद्धतिके अनुसार बुननेका उपदेश दिया 
गया है--- 
तन्तुं 


तन्वन्‌ रजसो भानुमन्विहि, 
ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान्‌ । 
अनुल्बणं वयत जोगुवामपो 
मनुर्भव जनय दैञ्यं जनम्‌ ॥ 


( ऋक्‌ १०।५३।६) 
“हे मनुष्य ! ( तन्तुं तन्वन्‌ रजसः) संसारके ताने बानेको 
बुनता हुआ भी तू ( भानुमन्विहि ) प्रकाशके पीछे चल । 
( धिया कृतान्‌ ज्योतिष्मतः पथः रक्ष ) बुद्धिसे परिष्कृत 
प्रकाशयुक्त मार्गोकी तू रक्षा कर । ( अनुल्बणं जोगुवां अपः 
बयत ) निरन्तर शान और कर्मके मार्गपर चलता हुआ 
डलझनसे रहित कर्मका विस्तार कर तथा ( दैव्यं जनं जनय ) 
अपने पीछे दिव्य गुणयुक्त उत्तराधिकारीको जन्म दे | इस 
प्रकार तू. ( मचु्ैव ) मनुष्य बन ७ 
इस श्रुतिके द्वारा उत्तम मानव बननेके पाँच साधन 
बताये गये है । पहला है--संसारके ताने-बानेको बुनना; 


हो सकता है, जब उसकी 





शिक्का NS 5c 
अर्थात्‌ संसारमै कर्मयोगी बनकर रहना । मनुष्यके बहुविध, 
बहुमुखी और बहुत उद्देश्यवाले कर्म हैं; पर इन सबमें समन्वय 
और संतुलन रखना । अपने व्यक्तित्वको इकड़मे नहीं 
बॉटना । आजके युगमै मनुष्यने अपनेको कई ठुकड़ोंमे बॉट 
रखा है । कारबारमै उसका जो रूप है, वह समाजमें नहीं 
और जो समाजमें है, वह घरमै नहीं । प्रसिद्ध आधुनिक 
विचारक श्री बटून्ड रसेलके शाब्दोमे आजके मनुष्यका 
व्यक्तित्व विभक्त ( 5011६ प]) ?८750791109 ) है । श्रतिके 
पहले भागमें इसका निराकरण किया गया है । डर 


प्रकाशका अनुसरण और रक्षण 

दूसरा उपाय है--प्रकाशका अनुसरण करना | मनुष्य 
खभावतः प्रकाशप्रिय है, पर अविद्या और अज्ञानके कारण 
उसकी इस भावनापर आवरण पड़ जाता हे । ऋषि-मुनि 
यही प्रार्थना करते थे-- 

तमसो मा ज्य्रोतिगंमय । 

“हे प्रभु ! मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर छे चलें |? 
अथबेवेदर्मे भगवान्‌ अन्धकारग्रस्त मानवको प्रेरणा 
दते हं 

शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि 

आप्नुहि श्रेयांसमति 


ज्योतिरसि । 
क्राम ॥ 

(२।११।५) 

“हे मनुष्य ! तू वीर्यवान्‌ है, तेजस्वी है, अपनेमें 


आनन्द्मय है और ज्योतिवाला है । तू श्रेष्ठताको प्राप्त कर और 
अपने-जैसाँको लॉघ जा |? 


समं 


मानब बननेक्रा तीसरा उपाय है--बुद्धिसे परिष्कृत 
प्रकाशयुक्त मार्गोकी रक्षा करना । जिन ऋषि-सुनियों और 
महापुरुषोंने जंगलोमें कठोर तप और विषपान करके 
हम ज्ञानका मार्ग दिखाया, क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है 
कि हम उनकी रक्षा करें ! जिसने सबसे पहले हवाई 
जहाजका परीक्षण करते हुए अपनी जान दे दी थी, बदि 
उसके परीक्षणसे प्राप्त ज्ञानकी रक्षा नहीं की जाती तो क्या 
पीछे आनेवाले वैज्ञानिक सफल हो सकते थे ? किसी भी 

विद्वानका शान उत्तराधिकारियोंके लिये बड़ा उपयोगी तभी 
द ठीक रक्षा की जाय । इसीका नाम 
सरल जीवन और दिव्य उत्तराधिकारी 
चौथा आदेश श्रुतिद्वारा दिया गया है- ज्ञान और कर्मके 

चलते हुए उल्झनसे रहित जीवनका विस्तार करना । 


॥ 3 


# मानवताकी दुदेशा % 





२८३ 


_____________72:-7--1--च 


~ 


हम अपने जीवनमै दूसरेंको धोखा देकर, झूठ बोलकर और 
मिथ्या आचरण करके कितनी उलझने पैदा करते हैं । ये उलझने 
बढ़ती हुई फिर कर्ताको अपने जालमें ऐसा फँसा लेती है कि 
उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है । जीवन सरल और 
अकुटिल होना चाहिये । 

पाँचवाँ साधन वेद कहता है--अपने पीछे दिव्य 
गुणयुक्त उत्तराधिकारी छोड़कर जा | यदि आप ग्रहस्थ है 
तो अपने पीछे ऐसी सत्ताको छोड़कर जायेँ। जो आपसे भी 
अधिक अच्छी और दिव्य गुणयुक्त हो । यदि आप अध्यापकः 
आचार्य, उपदेशक, लेखक या सम्पादक हैं तो अपने शिष्यको 
और उत्तराधिकारीको अपनेसे अधिक शुणश्याळी बनाकर 
जायें। उससे मानवके हृदयम विशालता, उदारता और 
प्राणिमात्रके ल्यि हितकी भावना उत्पन्न होगी । 

जब मागे न दिखायी दे 

यदि यह पता न चले कि कौन-सा कर्म उलझनसे 
रहित है और कौन-सा दिव्य-जन पैदा करनेका उपाय है तो 
ऐसे उत्तम पुरुषोंकी तलाश करो) जो रास्ता व्रता सके । 
तैत्तिरीय उपनिषद्मे आचार्य शिष्यको उपदेश देते हुए कहता है- 

यदि ते कर्मविचिकित्सा वा बृत्तिविचिक्रित्सा वा 


स्यात्‌, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनो युक्ता अयुक्ता अलहा 
धर्सकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन्‌, तथा तत्र वर्तेथाः ॥ 
` त्यदि तुझे कर्म करनेमें या सांसारिक व्यवहारमै कोई 
झाङ्का हो तो तेरे आस-पास जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण विद्वान्‌ हैं; 
जो समदर्शी) कर्मयोगी) सत्यप्रिय, निष्काम और धर्मनिष्ठ 
हैं, वे जैसा करते हैं, उसे देख और उनके-जेसा आचरण कर।? 
प्रतिदिन पड़तार करो 
श्रीशंकराचार्यके शब्दों, “जन्तूनां नस्जन्म दुर्लभ! 
__प्राणियामे नर-जन्म बड़ा दुम है? यह सोचते हुए 
प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरइचरितमात्मनः । 
किंनु मे पझुभिस्तुल्यं किंनु सत्युरुषैरिति ॥ 
मनुष्य प्रतिदिन अपने जीवनकी पड़ताल करे । वह 
सोचे कि में पञ्ुओं-जेसा वन रहा हूँ अथवा श्रेष्ठ पुरुषो-जैसा । 
बेदम मानवको ऊँचा उठानेके ल्यि भगवानले बहुत उपदेश 
दिये हैं । इनका पालन करनेसे ही मानवका कल्याण हदो 
सकता है । हमारे जीवनका एकमात्र लक्ष्य “मानव' 
बनना ही होना चाहिये । एक उर्दू कविके शब्देमि-- 
कर्दितेछे बेहतर है इन्सान बनना 
पर इसमें मेहनत है जरूर ज्यादा \ 


=D 


मानबताकी दुर्दशा 


( छेखक--श्रीनारायणजी पुरुषोत्तम सांगाणी ) 


जगत्‌-खष्टा परमात्माने देव-दानव, मानव, पशु-पक्षी 
आदि लाखों योनियोंके प्राणियाँकी अत्यन्त अद्भुत अनुपम 
सृष्टि सुजन की है । उनमें मानव सर्वश्रेष्ठ माना जाता हे । 
'मानव-दारीर धारण करनेवार्लोको सर्वोत्तम माननेका कारण यह 
है कि वे बुद्धिके द्वारा विचार करके निर्णय कर सकते है और 
अपने तथा विश्वके कल्याणके लिये इच्छानुसार पुरुषार्थ कर 
सकनेकी क्षमता रखते हैं । 
वस्तुतः मानव-शरीर प्राप्त होना ही कठिन हे । अनेकों 
पुण्योके फलस्वरूप प्रभुकृपासे इसकी प्राति होती है | मानव- 
शरीर इतना दुर्लभ होनेपर भी क्षणभङ्कुर नाशवान और 
रोगग्रस्त होनेके कारण दुःखदायी वन जाता है । इसलिये 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको इसके नाश होनेक्रे पहले ही इसके अंदर 
रहनेवाले अविनाशी जीवात्माकी सद्गति या मोक्षकी प्रासिके 
खयि सत्कमौंका अनुष्ठान कर लेना चाहिये । 
जिस जीवके सानिध्यसे मानव-देह सारी क्रियाएँ कर 
सकता है, वह जीव परमात्माका अंश है और सर्वव्यापी 
परमात्मा प्राणिमात्रके अन्तःकरणमै विराजता है । इसलिये 


मन) वाणी, कर्मसे सबको सुख हो, सत्र नीरोग रहें, सबका 
कल्याण हो; कहीं किसी प्राणीको दुःख न हो--ऐसी उत्तम 
भावना रखकर मानवको यथाशक्य प्राणियोंक्री सेवा करके 
सुख पहुँचाना चाहिये । 

ऐसी श्रेष्ठ भावना हृदयमे प्रकट होनेके लिये मनुष्यको 
आचार-विचारकी शुद्धि रखकर सात्त्विक आहारका सेवन 
करना चाहिये और भगवान्‌ मनुके दिखलाये हुए धर्मके दस 
लक्षणो धरय) क्षमा, दम, अस्तेय, शौच; इन्द्रियनिग्रह 
बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोधको धारण करना चाहिये । 

इस विश्वमै मानवका मुख्य कर्तव्य धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष- इन चार पुरुषार्थौका सम्पादन करना है। 
मनुष्य यदि अपनी ज्ञाति) जाति एवं वर्ण घर्मको ठीक समझ- 
कर आचरण करे और विश्व-नियन्ता ईश्वरकी शरणमें रहकर 
उनकी श्रद्धा मक्तिपूर्वक शद्ध चित्तसे आराधना करे तो चारों 
पुरुषार्थ खतः सिद्ध हो जाते हैं और सारी सिद्धियाँ सहज ही 
आकर प्राप्त होती हैं--ऐसा इतिहास देखनेसे प्रतीत होता है । 

दुर्भाग्यकी बात है कि आजकलके मानव आत्मोत्कर्षके 





२८४ 





समान परम श्रेयस्कर सरल विशुद्ध मार्गको तिलाञ्जलि देकर 
दुर्दशा अथवा आत्मघातकी पराकाष्ठाको पहुँच गये हैं । बुद्धिको 
स्थिर रखकर थोड़ा गहरे उतरकर हूँढ़ें तो स्पष्ट हो जायगा कि 
इस जगतूमे जो कुछ मज्जल-कार्य हो रहा है, नियम-बद्ध हो 
रहा है, सुव्यवस्थित हो रहा है | सुव्यवस्था बनी हुई है । दुष्कर्म- 
से दूर रहकर मनुष्य यदि सत्कर्ममे लग रहा है तो वह केवल 
ईश्वर और धर्मके प्रति मान्यता तथा श्रद्धा-भक्तिके कारण ही 
ऐसा करता है। किंतु मोहवश अज्ञानी दुराग्रही मानव सर्वश्रेयके 
मूल ईश्वर ओर धर्मको उन्नतिमै अवरोधक तथा कलह और 
झगड़ेका कारण समझकर उड़ा देनेकी भयंकर चेश कर रहा 
है । इससे अधिक मानवताकी दुर्दशा और क्या हो सकती है! 
वस्तुतः ईश्वर परम उदार, दयाछ ओर कृपाल हैं । 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान) वैराग्य, धर्म 
आदि भग उनमें रहते हैं, इसी कारण वे “भगवान्‌” कहलाते 
हैं । सौन्दर्य, माधुर्यं और लावण्य उनके रोम-रोमसे प्रकट 
रहते हैं ओर आ्तभावसे तनिक पुकारनेपर वे भक्त-वत्सल 
प्रभु तक्षण नरसिंह) वराह) कूम; मत्स्य, वामन; राम) कृष्ण 
आदि स्वरूपोंमे प्रकट होकर हमारा त्राण करते हँ, फिर भी 
उनको ही हिरण्यकशिपु या वेनके समान न मानना-जानना 
क्या मानवताकी कम दुर्दशा है ? 
अज्ञानवश मनुष्य परमात्माके अस्तित्वको न माने तो 
इससे सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरका अस्तित्व कुछ मिटने या समाप्त 
हो जानेवाला नहीं। घट-घटव्यापी अन्तर्यामी प्रभुके नियन्त्रण- 
से ही वायु बहती है, मेघ वरसता है, सूर्य चमकता है, 
अग्नि उष्णता प्रदान करती है; यम पुण्य-पाप आदि शुभाशुभ 
कर्मोका निर्णय करके जीवको उच्चनीच योनि या सुख दु:ख 
प्रदान करते हैं और जलका निधि समुद्र अपनी मर्यादा नहीं 
छोड़ता । 
ईश्वररूपी धर्मने भी इसी प्रकार चराचर ब्रह्माण्डको धारण 
कर रखा है। जो मनुष्य वापी, कूप, तालाब, बगीचा, अन्नक्षेत्र, 
पर्व, पाठशाला) धर्मशाला, औषधालय, मन्दिरका निर्माण तथा 
यज्ञ-याग; दानःपुण्यः तीर्थयात्रा आदि सत्कर्म करते हैं और 
चोरी, व्यभिचार खून; मद्यपान; मांस-भोजन जुआ, भ्रष्टाचार, 
विश्वासघात आदि कुकर्म करनेसे वचते हैं; वह केवळ धर्मके 
उपदेशके द्वारा ही । इतना ही नहीं, अपितु इस लोकमे सारे 
. सुख और सब प्रकारकी उन्नति तथा परलोकमै मोक्ष केवल 
एक धर्म ही प्रदान करता दै इस प्रकार अनन्त उपकार 
करके शाश्वत सुख-शान्ति ओर आनन्द प्रदान करनेवाले धर्म 
तथा ईश्वरको ही उड़ा देनेकी चेष्टा क्या मानवताकी दुर्दशाकी 
` सीमा नहीं है? 


% मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका # 
प कल" 





परम हितकर धर्म ओर ईश्वरकी उपेक्षा करनेसे और 
भोतिक अथवा जडवादको ग्रहण करनेसे आज संसारमै मानव. 
जातिकी भयंकर दुर्दशा हो रही है। इसीसे मनुष्यके ऊपर 
आज आधिदैविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक हजारे 
प्रकारके कष्ट आ पड़े हैं | इसीसे स्वार्थ और विषय-वासनाके 
वशीभूत होकर वे परस्पर ळूट-खसोट तथा कुटिल नीतिका 
प्रयोग करके वर्ग-विग्रह कराते हैं और अणुत्रम तथा हाइड्रोजन 
वम-जेसे भयानक अख्र-शल्लोंका निर्माण करके लाखो-करोडो 
निदोष प्राणियोंका संहार करनेमे लग गये हैं । इससे अधिक 
मानवताकी दुर्दशा ओर क्या हो सकती है ? 

गाय जगतूमें अत्यन्त निर्दोष ओर परमोपकारक प्राणी है, 
यह संसारभरके लोग स्वीकार करते हैं । वह घास-तृण खाकर 
अमृतके समान दूध देती है तथा उसकी संतानः बछड़े-बैल 
खेतीके द्वारा अन्न उपजाकर सारे विश्वके छोगोंका पोषण 
करते हैं; इसलिये गायको विश्वकी माता और बृष्रभको पिता 
माना जाता हैं | इन परम बन्दनीय गायों तथा बैलोंका हर 
तरहसे रक्षण तथा पोषण करना चाहिये । इसके बदलेमे 
देशके तथा दुनियाके लोगोंकों उनके मांस) हड्डी, चमड़ा, 
अँतडी पहुँचाकर रुपये, डालर) पोंड प्राप्त करनेके लिगि 
अहिंसा, सत्य और पञ्चश्चीलकी हिमायत करनेवाले मनुष्य ही 
प्रतिवर्ष लाखो-करोडो गायों, बछड़ों) बैलो, मैतोंकी, परदेशते 
करोड़ों रुपयोंकी नयी मशीनें मँगाकर, कसाईखानोमै हत्या 
कराते हैं और गो-वध बंद करनेका आन्दोलन करनेवाले 
धर्मात्माओंको प्रत्याधाती अपराधी बताकर जेलमै बंद करते 
€- पह क्या मानवताकी दुदंशाकी सीमा नहीं है ! 

_खदेशकी उन्नति, उद्धार चाहनेवाले मनुष्यको भाषामें) 
नविम) रहनसहनमें, आहारमें, वेप-भूषा-आरोग्य-उपचार- 
चिकित्सामें, व्यापार-कला-कौशशमें तथा संस्कृति-धर्ममे स्वदेशी 
हल । उसके बदले आजकल मानव उपर्युक्त समस्त 

।गतिके गहरे गर्तमै गिरता जा रहा है--यह 
क्या मानवताकी कम दुर्दशा है ! 
जिया न र विचारका सेबन करनेवाले बहुत 
सरपट, पाप, अनाचार, गटा > उनको कोई हक, 
पड़ती । परंतु कुबुद्धिके वश र यकी FR न्रा 
जीवनके स्तरको ऊँचा उठानेकी दिनः Ee १ भः आ. र्‌ 
गती आवशयक इ रात पुकार लिक 
सिके लिये; सीधे Lu क औए फिर उन 

स करनेपर जब प्राप्ति नहीं 


क 


4 


ऋः मानवताकी दुर्दशा * २८० 





स्क्लक क ्््व्व् क्क क्क क क्क क्क क्क क्क्क््क््क््व््ल्व्व्व्क््व्त्ल्न््न् 


होती तव, उनको सैंकड़ों छल-कपट-पाखण्ड करने पड़ते दरै 
और दुःख-क्लेश, अशान्ति, विष्ठवकी भद्टीमें नारकीय संकट 
सहन करनेके लिये बाध्य होना पड़ता है । यह क्या 
सानवताकी दुर्दशाकी हद नहीं दे १ 

झुम या अशुभ संस्कार मनुष्यको माता-पिताकी ओरसे 
उत्तराधिकारमें मिळते हैं| वाळक जब माता-पिताकी गोदमें 
खेळता रहता है, तव माता-पिता जैंसा विचार करते हे, अथवा 
जैसी वात सुनाते हैं; उसीके अनुसार बालकका मानस गठित होकर 
तैयार होता है । पश्चात्‌ माता-पिता बालकोको सदाचार) 
ईमानदारी, सत्य, सेवा, धर्म, भक्ति आदिका पाठ घरमै 
सिखाते हैं, राज्यकी ओरसे शिक्षक स्कूल-कालेजमें सिखाते दै 
और धर्माचार्य देव-मन्दिरोमे सिखाकर उनमें आदर्श मानवता 
ला सकते हैं । परंतु अब इनमेंसे कुछ भी न होनेके कारण 
घर-घर लड्के-लड़की उद्धत, उद्दण्ड, स्वेच्छाचारी और धूर्त 
बनते जा रहे हैं । इसमें भी लड़के-लड़कियोंके सह-शिक्षण 
तथा नाटक-सिनेमाने तो अतिशय अनाचार, दुराचार, चोरी? 
ळूट-प्राटमें उनको लगाकर माता-पिता तथा समाजके जीवनको 
नीरस तथा दुःखमय वना दिया है । राजा, राज्य, आचार्य, 
माता-पिता तथा साधनसम्पन्न अग्रगण्य पुरुषोंका समाजपर 
अङ्कुश ढीला हो जानेसे संततिकी तथा भावी नागरिकोंकी 
इस प्रकारकी असह्य, विश्वङ्कल, शत्रुजेसी बुरी दशा हो गयी 
है । इससे अधिक मानवताकी दुर्दशा और क्या हो सकती है! 
यूरोप और अमेरिकामै ऊँच-नीचका भेद रखनेवाले 
अमीर और मजदूर आदि वर्ग हैं । उनमें घुणाक्रा भाव है 
और जन्म-जन्मान्तरके संस्कारका अभाव है । इधर भारतमै 
सुष्टिकर्ता ईश्वरकी ओरसे वर्णाश्रमकी जो पद्धति-प्रणाली निर्मित 
हुईहै, वह नैसर्गिक है । समाज, राष्ट्र या विश्वके लिये यह विध्न- 
स्वरूप न बनकर परस्पर सद्भाव प्रकट करके उन्नतिमे सहायक 
बनती है । वर्णाश्रमसे परम्पराके शुभ संस्कार सुरक्षित रहते है 
और प्रत्येक ज्ञाति, जाति, वर्गके वालक, वृद्ध और विधवाओंकों 
आवश्यक संरक्षण, शिक्षण) पोषण सहज ही प्रा होता रहता 
है । कोई मनमानी छूट लेकर--अपेय-पान) अखाद्य मक्षण, 
तलाक; सगोत्र-विवाह, असवर्ण विवाह आदि निषिद्ध कर्मेके 
करनेकी छूट लेकर पतनको प्राप्त नहीं होता, अथवा उसे प्राप्त होने 
नहीं दिया जाता | परंतु आजके अविचारी मनुष्य बहुमत या सत्ताके 
बलपर इस वर्णाश्रमकी सर्वहितकारिणी और सुखदायिनी पद्धतिका 
लोप--उच्छेर करके; ब्राह्मण-क्षत्रिय, भंगी-मील, मुसल्मान- 
ईसाई, यहूदी-हब्शी आदि जातियोंका पंचमेल करके एक 





वर्गविहीन वर्णसंकरी समाज खड़ा करके मनुष्यके इहलोक और 


परलोकको विशाङ्कर नष्ट-श्रष्ट कर रहें हैं | इससे बढ़कर 
मानवताकी दुर्दशा ओर क्या हो सकती है ! 


प्राचीन समयमै मनुष्य मन और इन्द्रियांको अत्यन्त 
संयमम रखकर योग-यज्ञ। भक्तिततत्वज्ञान) जप-तपके द्वारा 
ईश्वरी आराधना करके उच्चकोटिके ज्ञान-विज्ञान तथा 
सिद्धियोंका सम्पादन करते थे । त्रिकालदर्शी उन महानुभाव 
महर्षियोंने उस ज्ञान-विज्ञानका उपयोग केवल अपने सुख या 
श्रेयके छियै न करके, समस्त विश्वके मानव अपने-अपने 
अधिकार और योग्यताके अनुसार उसका लाभ उठाकर कृतार्थ 
हो--इसी आशयसे श्रम करके ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद 
और अश्रर्ववेदका विभाग किया । सांख्य, न्याय) वेशेपिक) 
पूर्वमीमांसा, देवीमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा-जैसे दर्नाल) 
रापतायग-महाभारत-जेते इतिहास; मतुर्‍याजवल्क्यपरारार- 
शङ्क ्क-लिखित-अत्रियम-आपस्तम्ब-जैसी स्मृतियॉ, धर्मशास्त्र 
तथा श्रीमद्भागवत) विष्णु, प्म) स्कन्द, नारद; मार्कण्डेय, 
वाराह, वामनः शिव) गरुड-जेसे पुराणोंको स्चकर विश्वको 
ज्ञानःविज्ञानसे भरपूर बना दिया । इस ज्ञान-विज्ञान, तमः 
योग-भक्तिके प्रभावमे वे खर्ग-मृत्यु-पाताळ आदि लोकंमि 
इच्छानुसार बिना रोक-टोकक़े आ-जा सकते थे । दस-दस 
हजार सिष्याके वेद-्ाखके नादसेश अभ्याससे गूँजते हुए 
आश्रमोमे बैठे-बैठे वे ध्यान-समाधिसे जगतूभरमै होनेवाली 
घटनाओंको एक क्षणमै जान सकते थे और वरदानसे श्रेष्ठ पद 
तथा शापसे भस्म करनेकी सामर्थ्य अपनेमें धारण करते थे । 
लोग उन महास्माओंके उपदेशको स्वीकार करके चलते थे 
और सत प्रकारके सुख मोगते थे । धन-सम्पत्ति, अन्नवख 
तथा रस-आदिके मंडार भरे रहते थे और सब्र लोग बुद्धि, 
शरीर) विद्या; कुठुग्व आदिके बलते सर्वथा सम्पन्न रहते थे; 
एवं दुःख-दारिद्र/) महामारी, दुष्काछ) अकालखत्यु लड़ाई- 
झगड़ेके ल्यि कोई खान न था । यूरोप और अमेरिकाके 
विचक्षण विद्वान्‌ चिन्तकोको इस प्रकारके उच्चकोटिके आर्ष- 
जीवनके दर्शन हुए और वे भी मुग्ध होकर» जिनके भी 
ग्रन्थ प्राप्त हो सके? उनको बड़ी कीमतें चुकाकर भारतसे ले 
गये और एकाग्रचित्तसे उनका अवलोकन अवगाहन करके; 
उनमेसे अनेको आविष्कार करके उन्होंने अपने देशको समृद्ध 
बनाया और बना रहे हैं । इधर आधुनिक भारतकी संतान अपने 
प्रतापी पूर्वजोकी ऋृतियोंकों पुरानी, जंगली) प्रगतिविरोधी 
कहकर उसका अनादर और विनाश कर रही है तथा यूरोप) 


२८६ 


RT 


# मानव वही जो सार्थे तज होता पथिक परमा्थका * 





आ नत 


अमेरिका ओर रूसक्रा अन्धानुकरण करनेकी दुश्रेष्टा कर 
रही है । यह क्या मानवताकी भयंकर दुर्दशा नहीं है १ 


खरियाँ घरकी रानी हैं | घरका सारा कारवार उनको 
सौंप दिया गया है । पति, सास-ससुरकी सेवा, बालकोंको 
शुभ संस्कार डालकर पालना-पोसना और पातिव्रतधर्मका 
पालन करके, मितव्ययिताके साथ एहस्थीको चलाना इत्यादि 
उनके भूषण हैं । परंतु स्कूल-कालेजमे पढ़कर पर-पुरुषौके 
साथ भरकना, प्रत्यक्ष रूपमे समानाधिकारके लिये भाषण 
करना या स्कूले और आफिसोमे नौकरी करना उनके ल्यि 
श्रेय नहीं है । इन्द्रियां बलवान्‌ हैं, एकान्त मिळनेपर महाविद्वान: 
को भी वे पतनकी ओर ले जाती हैं; इसलिये सती स्त्रियाँ कदापि 
ळज्जा छोड़कर परपुरुषक्रे साथ वार्तालाप भी नहीँ करतीं । 
आत्मा, देश, जाति, संस्कृति या धर्मके उद्धारक महापुरुष 
तथा स्वयं जगदीश्वर श्रीहरि भी इसी प्रकारकी सती-साथ्वियोंके 
पेरसे ही अबतार लेते हैं | परंतु आजके मानव स्वतन्त्रता या 
स्वच्छन्द्ताके नामपर लेख-भाषगद्वारा तलाक, सगोत्र-विवाह्‌+ 
बर्णान्तर-विवाहका समर्थन करनेवाले शारदा ऐक्ट-जैसे कानूनोंके 
द्वारा स्त्रियों तथा भोली-भाली लड़ कियोंको शील-सतीत्वकी ओरसे 
फेरकर--विचलितकर उनके णहस्थाश्रमके सुखको भस्मीभूत 
कर रहे हैं, इसमे अधिक मानवताकी और क्या दुर्दशा हो 
सकती है ! 


इसल्यि जिस सज्जन-मानवकी देश या दुनियाके मानबों- 
पर अनुकम्पा हो और जो चाहता हो कि प्रगति, सुधार या 
खतन्त्रताके नामपर मानव मानवकी दुर्दशा करके व्यर्थ ही 
मानव-जन्मको गॅवाकर नारकीय दुःखोंका भोगी न बने तो 
उसको मानवताकी दुर्दशा रोकनेके लिये नीचे लिखे उपायोकी 
योजनाका निश्चय और प्रबन्ध करना चाहिये--- 

( १ ) मानवको जगन्नियन्ता ईश्वर तथा ईश्वरस्वरूप 
सनातन धर्मके ऊपर दृढ़ विश्वास करके उसकी निर्मल-चित्तसे 
भक्ति करनी चाहिये और उसकी आज्ञारूपी वेद-गास्र, गीता; 
मागवत? मतुस्मृति, रामायण; महाभारतके सिद्धान्तानुसार 
चलना च हिये । 

(२) खयं ईश्वरने 2 ही मानवके सुख, अभ्युदय और 
म्रोक्षके लिये वर्णाश्रमधर्मकी स्थापना की है; इसल्यि चाहे 
जिस स्थितिको सहकर उसका पालन करना चाहिये । 


(३) मानव-जीवनका सवनाश करनेवाले जीवनके 





स्तरको ऊँचा बनानेके नारोंकी न सुनकर मानवको सादा जीवन 
और उच्च विचारका ही सेवन करना चाहिये | 

(४ ) स्कूछ-कालेजकी प्रचलित रिक्षण-प्रथासें आमूल 
परिवर्तन करके प्राचीन ऋषिकुछ) गुरुकुल, ब्रह्मचार्याश्रम- 
जेते विद्याल्योमे विद्यार्थियोंको ब्रह्मचर्य तथा सदाचारका पालन 
कराते हुए कला-कौशल उद्योग-व्यापार, कृषि-विज्ञान, आयुवेद, 
धनुवेदके साथ धार्मिक शिक्षा अनिवार्यरूपसे प्रदान की 
जानी चाहिये । 


( ५ ) शिक्षण प्रान्तीय भाप्राके साथ-साथ संस्कृत और 
हिंदी भाषामें होना चाहिये । 

( ६) लड़के-लड़कियोंका सह-शिक्षण तुरंत बंद कर 
दिया जाय । लड़कियोंके लिये अलग विद्यालय खोलकर 
उनमें स्त्रियोपयोगी शिक्षा देनेत्रा प्रवन्ध करना चाहिये और 
खियाँको नोकरीका मोह त्यागकर घर सँमाळना चाहिये । 

( ७ ) मनुष्यको भाषा, वेष-भूषा, आहार) रहन-सहन, 
औषधोपचार, संस्कृति,धर्म आदि समूर्ण विषयों पूर्णतः स्वदेशी 
बनना चाहिये ओर प्राचीनक्रे प्रति घुणा-तिरस्कार करना 
छोड़कर बंदरके समान यूरोपकी नकल करनेसे बाज 
आना चाहिये । 


(८) जहाँतक हो सक्ने, सब कुछ सहकर गायोंका 
रक्षण-पोषण करना चाहिये । भूदान या सम्पत्तिदानकी इच्छा 
हो तो स्थानीय प्रतिष्ठित गो'्रेमी सज्जनोंकी समिति बनाकर 
उसके हाथमै गोचर-भूमिके लिये ही दान करना चाहिये । 


४ ( ९ ) आरोग्य, धर्म, धन तथा मानवताका नाश करने- 
वाले सिनेमा तथा होटलको एकदम बंद कराना चाहिये । 


( १० 24 शुद्ध घी-दूध तथा गाय-बेलोंका हास करके 
अनेक रोगोंको उत्पन्न करनेवाले वनस्पति घी और उसके 
कारखाने वंद होने चाहिये | 


( १६ ) यूरोपअमेरिकामै उत्पन्न हुए अनेक वादीने 
खच्छन्दता, उद्ण्डता और नास्तिकता फैलाकर घोर अनर्थ 
पदा कर दिया है; इसलिये उन सत्रको बिदा करके अनादिः 
कालसे एक समान प्रवतित रहनेवाले, सबका कल्याण करने- 
बाठे ईश्वरखल्प सनातन घर्मका ही मानवोको अनुसरण 
करना चाहिये । यों करनेपर क 


0 के रनेपर मानवताकी दुर्दशा एकदम बंद 
है । आर परम सुख-शान्ति न्द्की 

न्त तथा आनः 
प्राप्ति होगी । 


7 BFE 


RE 


% मेड्की खालमै भेड़िये * 


~ 





२८७ 








न झ्नभ्भ्भ्््््भ््भ्भ्भ्द्द््््य्य्ल्ल्ल््ल्््ल्य्ल््ल्् 


अन्तकालका पश्चात्ताप और मानवताका उपदेश 


( प्रे०--ब्रह्मस्वरूपा संन्यासिनी ) 


एक बाबाकी पुस्तकोंमें कुछ पुराने पन्ने रहते थे । 
जब बह बीमार पडा और उसकी अन्तिम घडी आ 
पहुँची, तब उसने तकियेके नीचेसे पुस्तक निकाली 
और शिष्योंको देकर आँखें बंद कर ळीं तथा सदाके लिये 
इस लोकसे बिदाई ले ळी | 

छोग समझते थे बाबाके पाठकी पोथी है, इसमें 
और-क्या रखा है, पर एक दिन जैसे ही पोथी खोली 
गयी कि उसमें कुछ पत्नोंपर लिखा मिला--- 

मेरे प्यारे चेलो ! 


मैं संसारभरमें प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध महात्मा माना 
जाता हूँ । संसारमें बहुत कम लोग ऐसे होंगे, जिनसे 
मुझे श्रद्धा-सम्मान न मिठा हो | सभी समझते हैं-- 
मेरा जीवन बहुत उँचा, आदर्श और सुखी है । मुझे 
बहुत लोग अवतार मानते हैं । तुमलोगोंने भी मेरी 
महिमाके बहुत गीत गाये । संसारमें मेरा खूब यश फेला । 
मैं तुम्हारा गुलाम बना रहा और तुमळोगोंसे डरता रहा। 
तुम जो भी करते, मैं आँखें और कान बंद कर 
लेता । मैंने यशके कारण उचित-अनुचित कुछ नहीं 
देखा | अब मेरा अन्तिम समय आ गया है । में संतोष- 
की मृत्यु नहीं मर रहा हूँ । मुझे अब बडा पश्चात्ताप 
हो रहा है कि मैंने आजीवन खार्थरहित कोई भी कार्य 
नहीं किया । मैंने जो किया कीर्ति पानेके लिये । यही 
कारणं है कि मैंने पाप-पुण्पका कोई विचार नहीं 


किया । संसारमरकी आँखोंमें मैंने धूळ झाँकी, खूब 
लोक-मनोरज्ञन करके नाम कमाया । जिस-जिस प्रकार- 
से दुनियाँ फॅसी, मैने फॅसाकर अपना उल्ळू सीधा 
किया । शहर-शहरमें उपकारोंकी दूकानें खुळवायीं ! 
लाखों शिष्य फॅसाये | धनियोंकी चापद्धसियाँ करके 
धन और यश कमाया । धनियोंकी चापऴसियोंसे महान्‌ 
बना । किसी दीन-दुखियाके आँसू नहीं पोछे । गरीर्बो- 
की उपेक्षा की, उनके बसे घर उजाडे । सुखियोंको 
दुखी बनाया । अनेक प्राणियोंको धोखा दिया । और 
भी बहुत कुछ किया ! 


आप कहीं यह समझनेमें भूल न करें कि परलोकमें 
भी मैं वैसे ही यश-कीर्तिका भागी बनूंगा | कदापि नहीं । 
मेरे द्वारा अपने जीवनमै मानवताकी रक्षा तो दूर रही, 
भैं खयं मानव भी न बन पाया । आपलोगोंको याद 
रखना चाहिये कि मानवमें मानवता आये बिना सुख, 
शान्ति, यश, कीतिं आदि परलोकमें साथ नहीं देते । 
इसलिये प्यारे शिष्यो | में तो जैसा भी कुछ रहा, तुम- 
लोग ऐसे मत बनना । तुम जो कुछ करो- ईश्वरको 
सर्वव्यापी जानकर करना; घट-घटवासी मानकर सेवा 
करना । समस्त कामनाओंसे ऊपर उठकर ही तुम पाप- 
से बच सकते हो । विषयासक्ति तथा विप्रयेच्छासे रहित 
होनेपर ही मानवमें मानवता आती है और वही 
मानव छोक-परछोकमें यथार्थ सुख-शान्ति प्रात कर 
सकता है । मानवताके बिना कल्याण नहीं । 





| भेड़की खालमें भेड़िये | 
महापुरुष, योगी, बने प्रेमी, ज्ञानी भंड! ¥ 

९? शील-घर्म-धन ठग रहे, रच छलमय पाखंड ॥ 
९४ विषय-प्रीति-पूरित हृदय कपठसाघुता था. । रश 
। त भैड-खालमै भेड्यि सब संसार ॥ कै 


००.०. ० * 


२८८ 





*# मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका 5: 


Mm न ० = 


आदर्श कर्मयोगी ओर आदर्श कर्म-संन्यासी 


कर्मयोगी श्रीकृष्ण 

गीताके उपदेशक--जगहुरु श्रीकृष्ण--गृहत्याग 
या कमेत्यागका कहीं उपदेश किया उन पार्थसारथिने ? 
श्रीकृुष्णका लोकसंग्रह- कर्मनिवृत्तिका तो आदर्श 
नहीं रखा है उन्होंने । 

नैष्कम्य---अनासक्ति, फलासक्ति त्यागकर कर्तव्य- 
बुद्धिसि--विश्वात्माकी सेवाके लिये किया गया कर्म 
ही 'नेव्कर्म्य? है। यह श्रीकृष्णका उपदेश और श्रीकृष्णका 
आदश इतना पूर्ण, इतना सुविशाल गार्हस्थ्य | 


पोडश सहस्र पल्नियाँ, प्रत्येकके दस-दस पुत्र 
ऊपरसे और द्वारकाका अपार यादवकुल श्रीकृष्णका 
अपना ही परिवार तो--हस्तिनापुर-पाण्डवकुल भी 
उनके परिवारमें आ गया । 


राममहूतेमें जागरण, प्रातःसन्ध्या, तर्पण, हवन, 
देवाराधन, अतिथिसेवा, खजनसत्कार- गृहस्थधर्मे 
सम्पूर्ण अङ्गोंको सम्यक्‌ रीतिसे आचरणके द्वारा सुशोभित 
किया उन पूर्णकामने लोकसंग्रहके लिये । मानवको 
उसका कतव्य प्रदर्शित करनेके लिये । 
कर्मयोगी महाराज जनक 
“मिथिलायां दह्यमानायां न मे दृह्यति किचन |! 
सम्पूर्ण मिथिला अभ्िमें भस्म हो रही है तो होने 
दो--मेरा उसमें क्या भस्म होता है ? यह उद्घोष और 
सचमुच जिसकी आसक्ति सांसारिक पदार्थोमे नहीं, 
शरीरमें नहीं--जो पदार्थ एवं शरीरको अपना नहीं 
स्वीकार करता-अझ्नि क्या जला सकता है उसका ? 
यह अनासक्ति--महाराज जनकको चाटुकारोंने 
नहीं, महर्थियोने) सर्वज्ञजनोंके समुदायने त्रिदेह कहा 
था । वे नित्य देहातीत- झुक्रदेव-जैसे वीतराग-शिरोमणि 
उनके यहाँ तत्त्वज्ञानका उपदेश प्राप्त करने आते थे | 


आत्मज्ञानके वे परम घनी--गृहस्थ ही तो थे | 
गृहस्थ थे महाराज जनक और उनके गृहस्थधर्मके 


ee 


पाठनमें कोई उपेक्षा, राज्य-संचालनमें कोई अनुतर. 
दायित्व, कोई प्रमाद, कोई त्रुटि कहीं कोई बता सकता 
है ? प्रजापालन, ख्री-पुत्र-पुत्रियोंके प्रति स्नेहनिर्वाह, 
संध्या-तर्पणादि, देव एवं पितरोंकी आराधना, अंतिथि. 
सेवा--गृहस्थके समस्त धर्मोका सावधानीसे पालन 
होता था उन जीवन्मुक्तोके शिरोमणिद्वारा । 
संसार-त्यागी याज्ञवल्क्य 

महाराज जनकके गुरु, मरी ब्रह्मर्षिसभामें-- 
'सवश्रेष्ठ तत्त्वज्ञानी इन गायोंको ले जाय !? इस घोषणा- 
को चुनौती देते एक सहस्र गायें ले जानेवाले महत्तम 
याज्ञवल्क्य--त्रा्मणका जीवन त्यागका आदर्श स्थापित 
करनेके लिये है, यह निश्चय जिस दिन किया 
उन्होने--दोनों पत्नियोंको कह दिया कि वे उनकी 
सम्पत्ति परस्पर बाँट लें । 

कुटीर भी त्याग करके, केवळ लंगोटी लगाकर 
वनपथ लिया याज्ञवल्क्यने । ब्रहमर्षियोके परम सम्मान्य 
याज्ञवल्क्य, मिथिलानरेशके सुपूजित राजगुरु; किंतु 
भोग और यश क्या बिरक्तको अपने खर्णिम जालें 
कभी बाँध सके हैं ? 

विरक्त-चूड़ामणि महाराज ऋषभदेव 

भगवान्‌ ऋषभदेव-.वे श्रीहरिके अवतार--सम्पूर्ण 
विभूतियाँ प्राणी जिनके प्रसादसे प्राप्त करता है, वे निखिल 
भुवनके नाये सप्तद्वीपवती प्रथ्वीके एकच्छत्र सम्राट 
समस्त नरपतिबृन्द सादर उनके पादपीठकी वन्दना 
करता था, यह उनका उत्कर्ष वर्णन तो नहीं होगा | 
खि कबूल आजानुबाहु, भव्य देह, 

होते १ " वेल्ल, ना चन्दन--आत्मलछीन प्रतीत 

होते कमल्दळ दीधलोचन--उन्मत्तकी भाँति वनमें 


विचरण करते वे कर्मसंन्यासके साकार प्रतीक प्रभु | 


जैसे देखकर भी देखते नहीं, किसीकी बात सुनते 


८ उन्मत्त) बधिर-मूककी चेष्ट-देहासक्तिकी चर्चा 
व्य्थ-देहकी प्रतीति ही नहीं रह गयी थी वहाँ । 


कल्याण ननज 
कर्मयोगी राजा जनक 














कर्मयोगी भगवान श्रीकृष्ण 


कमेत्यागी महर्षि याज्ञवल्क्य 


LHR ASE SS SRS 











$ मानवताक[ महत्त्व &: २८९ 


"प्म्मरस्सस््स्स्स्म्व्स्स्स्स्म्म्म्स्म्म्प्प्व्स्स््व्55555-55-555---5.5---...... 
करी च्स्स्प्न्स्प्ल्न्स्प्ल्स्स्क्न्क्ल्स्ल््प्स्स्न््स्प्न्स्क्न्ट्स्््सट्स्नससपन पता 


मानवताका महत्व 


(लेखक-डा०? श्रीमङ्गलदेवजी शास्री, एम्‌०ए०, डीञफिंछ० ( आत्रसन ) 





भारतीय संस्कृतिकी परम्पराके अनुसार मानवताका अर्थात्‌ आनन्दरससे परिपुर्ण, निर्मल, शाश्वत) शान्त 


कुत्राप्यन्यत्र सुस्थानं न ष्ट्रा खिन्रमानसम्‌। 
स्वस्थं तिष्ठति यत्रैतन्मन्ये मानुष्यकं महत्‌ ॥ ३ ॥ 


% महत्त वर्णनातीत है। और प्रेम तथा करुणासे सुन्दर परमात्माका वह स्वरूप 
हमारे वेदादि वाडायमै बराबर “मानवता जगदीश्वरका मानवतासे अन्यत्र कहीँ भी अपने योग्य सुन्दर स्थानको न 
एक सवोत्कृष्ट प्रसाद है? ऐसे विचार प्रकट किये गये हू । पाकर, खिन्न-मनस्क होकर, जहाँ आरामसे रह सकता है 
अथर्ववेद (६ । ५८। ३) में अपनी मानवताके हमारे मतमै, वह महान्‌ मानवता ही है । 
महत्वको समझनेवाले व्यक्तिके मुखसे कहलाया गया है अभिप्राय यह कि परमात्माके उक्त परम पवित्र 
यशा विश्वस्य भूतखाहमसि यशस्तमः। खरूपका साक्षात्कार मानव ही कर सकता है तथा मानबतामे 
रि अर्थात्‌ सुष्टिके समस्त पदार्थोमै मैं सबसे अधिक bs np eo RR Was हा 
यशवाला हूँ । दूसरे शब्दोंमे; मनुप्यका स्थान सुष्टिके समस्त इसी अर्थको नीचे स्पष्ट किया गया हे 
पदाथाँसे ऊँचा है । केवलं तत्र पइ्यन्ति महात्मानो मनीषिणः । 
शतपथब्राह्मण (२।५। १। १) में तो यहाँतक योगिनस्तत्ववेत्तारखस्मात्‌ स्वान्तःस्थ्मव्ययम, ॥ ४ ॥ 
कहा गया हैं-- आस्रं परमं तत्वं सवेक्लेशविवर्जितम्‌ । 
७... फक पुरुषो बै प्रजञापतेनेंदिष्ठस्‌ । तन्तूनं सुतरा पुण्यं मन्ये मालुष्यक महत्‌ ॥ ७ ॥ 
ही अर्थात्‌ सब प्राणियोमे मनुष्य ही सृष्टिकर्ता परमेश्वरके अर्थात्‌ उक्त कारणसे ही मनीषी महात्मागण तथा तत्त्व 
अत्यन्त समीप है । वेत्ता योगिजन अपने अन्त;करणमै अवस्थित अव्यय) प्रकाशः 
महाभारतमें यत्र-तत्र मनुष्यके उत्कृष्ट गुणोंके वर्णनमें कक तुया पतव रि उत तासको भा 
“आनृशंस्यम्‌? का उल्लेख आता है । इसका अभिप्राय be उ Ri हमारे मतै मानवता असिक 
वास्तवमै “मानवताका समादर’ ( 'आवृदांस्य? अर्थात्‌ नुशंसन) पतित सि व 
सनुष्यके साथ अन्यायाचरणका अभाव ) ही है । विश्वस्मादुत्तरं तस्मात्‌ सारवद्‌ विश्वतोसुखम्‌.। 
का दर छ A पे विश्वमुग विश्वद्रटत्वपदे नित्यं प्रतिष्ठितस्‌ ॥ ६ ॥ 
| इसी महान्‌ आदर्शका दिग्दर्शन) वेदादि शास्त्रोके अपने यी 
अध्ययनके आधारपर, हमने नीचेक्रे कुछ संस्कृत-द्योमि wal Su Maun 
किया है । आजकी परिस्थितिमें, जब कि संसार अपने महान्‌ prs Ee मॉल नर सा 
व्यामोहक्रे कारण मानवताके महत्त्वको मूला हुआ दै; इस _- has ल i महान, मानवता र 
दिग्दर्शनका महत्त्व स्पष्ट है-- अडी ठिये सबसे अधिक है । सारी सृष्टिकी वह सार है । उसकी 
दा कया संधि वी दृष्टिकै विस्तारकी सीमा नहीं है । वह विश्वका उपभोग करती 
। डड यी है और सदा वह विश्व-द्रष्टाके पद्पर अवस्थित है बह 
0 बुष्यकं महत्‌ ॥ १ ॥ स्तयं आश्चर्यरूप और अङ्कुत है? दिव्य गुणाका स्थान है; 
| अर्थात्‌ समस्त सुष्टिको उत्पन्न करके प्रजापति ( ब्रह्मा ) अर्थात्‌ उसके विकासका क्षेत्र अनन्त है। 
को संतोष नहीं हुआ । तब उन्होंने, हमारे मतमै, अपने चन्यास्ते तस्वमेतद्‌ येऽसंशयेन विजानते। 
ही रूपमे, महान्‌ मानवताक्री सृष्टि की । अन्तरायशतेऽव्यग्रा नात्मानमवजानते ॥ ८ ॥ 
परात्मनः स्वरूपं तदानन्दरसनिभरम्‌। किंच मानवमात्रस्य मानमातन्वते सदा । 
भा निर्मल शाश्वत शान्तं प्रेमकारुण्यसुन्दरम्‌ ॥ २ ॥ नुषु सवैघु पश्यन्तो मन्ये मानुष्यकं सहत्‌ ॥ ९ ॥ 


अर्थात्‌ जो इस तत्वको निस्संशयरूपसे जानते हैं) वे 
धन्य हैं । वे अनेकानेक विष्नोंके अनिपर भी अपने आत्माकी 





२९० % सानच वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका * 








अवज्ञा नहीं करते हँ, अपनेमै हीन-भावना नहीं आने देते, 
किंतु वे सब मनुष्याँसे रहनेवाली महान्‌ मानवताको ध्यान- 
सै रखते हुए सदा प्रत्येक मनुष्यको सम्सानकी दृष्टिसे 
देखते हैं । 

नरनारायणो नित्यं केवरं यत्र तिष्ठतः। 

आतृभाव॑ समापन्नौ परमं सख्यमाश्चितो ॥ १० ॥ 

देवानामपि सवेषां स्थितियंत्रेव लभ्यते । 

घर्मस्य तदधिष्ठानं मन्ये मानुष्यकं महत्‌ ॥ ११ ॥ 

अर्थात्‌ जिस मानवतामें ही ्रावृभावको प्राप्त होकर 
अथवा अत्यन्त सखि-भावसे नर और नारायण दोनों एक 
साथ रहते हैं, समस्त देवताओंकी स्थितिका अनुभव जिसमें 
होता है तथा जो धर्मका भी अधिष्ठान है, हमारे मतमै वह 
मानवता महान्‌ है । 

अभिप्राय यह कि नर और नारायण अर्थात्‌ मनुष्य 
और उसके जीवनके आदर्शभूत भगवानका एकत्र योग 
मानवको छोड़कर और कहीं नहीं हो सकता । इसी प्रकार 


रकां MR हा 
देवता और धर्म मी मनुष्यको छोड़कर और कहीं नहीं रह सकते। 


=ऋषयस्तस्वमर्मञ्ञा सुनयो गतमत्सराः । 
विक्रान्तयशसः शूराः सन्तश्चारिश्यशूपणाः ॥ १३॥ ॥ 
स्वोत्कर्षं यदवाप्येव प्राप्तुं शक्ता असंशयम्‌ । 
तत्पदं परमोत्कृष्टं मन्ये साचुष्यकं महत्‌ ॥ ५३॥ 
अर्थात्‌ पदार्थौके मर्मको जाननेवाले ऋषिगण) मद और 
मात्सर्यसे रहित मुनिजन) पराक्रमशील) शूरवीर और चारिज्यसे 
भूषित संतलोग, जिस स्थितिमे रहकर ही, अपने-अपने 
उत्कर्षको पा सकते हैं, हम उस मानवताको महान्‌ और परम 
उत्कृष्ट मानते हैं । 
अन्तमै वेदके शब्दोंमें हम यही चाहते हैं कि-- 
पुसान्‌ पुमांसं परिपातु विश्वतः। 
( ऋग्‌० ६ । ७५ | १४ ) 
अर्थात्‌ मनुष्याका प्रथम कर्तव्य है कि वे निश्छल भावसे 
मानवताका समादर करते हुए एक दूसरेकी रक्षा करें और 
उन्नतिमे सहायक हौं । 


— TYRE 


मानवताका चिर-शत्रु--'अहंवाद' 


( ढेखक श्रीश्रीक्ष्णजी गुप्त ) 


(मानवको मानव न समझना? इससे अधिक मानवताका 
अहित और क्या हो सकता है ! आज इस भावनाका बाहुल्य 
प्रायः सवच इष्टिगोचर होता है । क्या समाज, क्या राजनीति 
और क्या देनिकव्यवहार कहीं भी यह नहीं लगता कि 
मानव मानवके प्रति यथार्थतः सहानुभूतिशील है । याँ तो आज 
मानवताका राग दर वम्तृतामै अलापा जाता है और जन- 
कल्याणका प्रचार भी केन्द्रों तथा नयी-नयी योजनाओंक्रे द्वारा 
हो रहा है; तथापि आज जिस संकीर्ण मनोत्रच्तिका परिचय 
पग-परपर मिलता है, उसे देखकर दुःख होता है । यद्यपि 
अस्तित्व बनाये रखनेकी प्रवृत्ति मानबमें जन्मजात है, तथापि 
सामाजिक विकासके कारण मानवमें उदात्त भाबनाएँ विकसित 
होती रहीं और इसील्यि मनुष्य अन्य प्राणियोसे अधिक 
उन्नति करता गया । “मैं हूँ और भै रहूँ? की भावनाके साथ- 
साथ संत्र. मिलकर रहे यह भी मानवीय स्वभाव बनता 
गया; किंतु आज लगता है कि केवल “हम रहें?--हम ही 
उन्नति करें? यह भावना निरन्तर पुष्ट होती जा रही है। 

आज यदि सभी मनुध्यके साथ मनुष्योकासा व्यवहार 


करना आरम्भ कर दें तो जीवनकी बहुत-सी समस्याएँ अपने 
आप सुलझ जायें | सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज जो 
व्यवहार हम दूसरोंके साथ करते हैं, यदि वही व्यवहार 
हमारे साथ होता है तो बही अनुचित, असभ्य तथा अमानवीय 
लगता है । “अहं? के गहरे आबरणके कारण आज सब 
अपनेको संगत तथा दूसरेको असंगत बताते हैं | अधिकतर 
देखा गया है कि जो लोग अधिक सम्भ्रान्त, धनी तथा ऊँचे 
पदोर नियुक्त हैं, वे “अहं? के आवरणसे अधिक आच्छादित 
होते हैं | वे यह नहीं देखते कि हम न्याय कर रहे है 
या अन्याय कर रहे हैं, किसीका भाग तो अपहरण नहीं कर 
रहे हैं, किसीसे अनुचित लाभ तो नहीं उठा रहे हैं । 


यह बात नहीं है कि 'अहंबादी? व्यक्ति अनम्र तथा 
अभद्र ही होते हैं | प्रायः ऐसे लोग अवसरवादी तथा आपने 
स्वार्थानुसार रूप धारण करनेवाले होते हैं । जिस व्यक्तिको 
अभी वे दुत्कार चुके हैं, यदि उसके कारण उनका कोई काम 
टक जाय तो बड़ी शालीनतासे पूर्वकृत कार्यका निवारण 
करेंगे ओर अपना काम निकाल लेंगे । यहाँ. 'मानक'की 


| Tyee NE 


* मानवता-प्रतीक चेद्‌ % 





२९१ 





वा... 


अन्तःप्रकृतिका परिवर्तन होना आवश्यक है । 


यदि आज सभी पदाधिकारी, धनी तथा उच्च वर्गके 
लोग अपनेमे उदारता लायेंश अपने अधीन व्यक्तियोंके प्रति 





न्याय, सहानुभूति तथा प्रेमका परिचय दें तो आज वर्ग-संघर्ष- 
की बहुत-सी भावनाएँ मिट जायेगी और विद्रोह तथा वैमनस्य 
समाप्त हो जायगा । 


--->०८०-७०--- 


मानवता-प्रतीक वेद 


( लेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


भारतमै कभी मानवताका पूर्ण साम्राज्य था । यहाँ कमी 
सर्वतोभंद्र, निर्दोष, निष्पाप और उदात्त चित्तके मनुष्य 
बसते थे । यहीँसे विश्वमै मानवताका प्रचार-प्रसार भी हुआ 
था । यही कारण है कि देवता भी भारतक्रे गुण गाते थे और 
भारत-भूमिम जन्म लेनेकी इच्छा रखते थे । इसील्यि तो 
भारतकी अपनी समुद्घोषणा थी-- 
एतद्देशप्रसूतस्थ सकाशादग्रजन्मनः । 
-स्व॑ स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सर्वेमानवाः॥ 
इतना क्यों और केसे हुआ १ इसका सदुत्तर यही है कि 
भारत पूर्ण प्रकृतिका देश है, कर्म-प्रधान भूमि है; यहाँ 
मानव-दोषहर, गुणाधान-कारक और हीनाज्ञपूर्तिविधायक 
संस्कारोका दौरदौरा है एवं वर्णाश्रमधर्म भारतकी बपौती है । 
विशेषतः इसी भारतभूमिको सृष्टिके आदिमे नीति-प्राण मानव- 
घर्मकी रूपरेखा ईश्वरीय ज्ञान वेदोंद्वारा प्राप्त हुई है । इसका 
संक्षिस-सा उल्लेख इस प्रकार है 
प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मेरे सब मित्र हों; परंतु यह 
कोई नहीं चाहता कि मैं सवका मित्र बनू । वेदमै इन्हीं दोनो- 
का समन्वय-सामञ्जस्य इस प्रकार किया गया है 
प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं सर्वस्थपश्यत उत शद्ग उतायें॥ 
( अथवं० १९ । ६२। १ ) 


“परमात्मन्‌ ! ऐसी कृपा कर कि मैं ब्राह्मणोंका प्रिय वू 
क्षत्रियोंका प्रिय बनूँ, वेस्योका प्रिय बनूँ तथा शूद्रोंका प्रिय 
` बनू । इसी प्रकार मैं ब्राहमणोंको प्यार करूँ क्षत्रियोको प्यार 
करू, वैश्योंको प्यार करूँ एवं द्रोंको भी प्यार करू । 
उपलक्षणसे मैं सभीको प्यार करूँ |? 
अनके पापोँसे बचनेकी कैसी साधना है और उनसे दूर 
भागनेके लिये केसी ईश्वर-प्रार्थना है 


परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि इांससि। 
परेहि न स्वां कामथे छृक्षां वनानि सं चर गृहेषु गोघु मे मतः 
( अथर्व० ६ । ४५। १) 


«वे मेरे मनके पाप-समूह ! तुम सुझसे दूर भाग जाओ । 
मुझसे बुरी बातें मत करो; में तुमको चाहता ही नहीं, तब फिर 
मुझसे दूर क्यों नहीं होते १ अरे, तुम बनमें क्यों नहीं चले 
जाते । वृक्षीमै ही वहाँ रहो । अरे, किसी तरह तो मेरा पीछा 
छोड़ो; क्योंकि मैं शरीर, इन्द्रिय और चित्तकी साधनामें 
संलग्न रहना चाहता हूँ ।? निष्पाप और अनिन्दित होकर 
भानव बननेकी केसी उत्कट कामना है-- 

अयुतोऽहमयुतो म आत्मायु तं में 
चक्षुरयुतं से श्रोत्रमयुतो मे । 
प्राणोऽयुतो मेञ्पानोध्युतो 
से व्यानोञ्युतो$इं सव्ेः॥ 
(अथबं० १९। ५१। १) 

“हे परमेश्वर ! में अनिन्द्य बनूँ, मेरा आत्मा अनिन्द्य बने 
और मेरे चक्षु, श्रोत्र, प्राण, अपान तथा व्यान भी अनिन्दित 
हाँ ।? 

अगले वेदमन्तरमै व्यष्टि-समष्टि-मूलक) सार्वभौम और सार्व- 
जनीन मानवोचित सप्त मर्यादाओका केसा सुन्दर नामकरण, 
वर्गीकरण और मानवःसाध्य आदर्श पाठ प्रदान किया गया है- 

सप्त मर्यादाः कवयस्ततश्षुस्तासामेकामिदभ्यंहुरो गात्‌ । 

आयो स्कम्भ उपमस्य नीळे पथां विसर्ग धरुणेषु तस्थो ॥ 

4 ( ऋ० १०।५।६ ) 

हिंसा, चोरी; व्यभिचार” मद्य-पान) जुआ» असत्य-भाषण' 
तथा पाप-सहायक दुष्ट-इन्हीका नाम सस-मर्यादा है । इनमेंसे 
प्रत्येक मानव-जीवन-घातक है; यदि कोई एकके भी फदेमै 
पड़ जाता है तो उसका जीवन नष्ट्ट हो जाता है किंतु जो 
इनसे बचकर निकल जाता है? निस्संदेह वह आदर्श मानव 
वनकर रहता है । 





उल्ट्ञ्वातु जुजलकयात जदि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 


सुपणवातमुत यृध्रयातुं वदेव प्र खूण रक्ष इन्द्र ॥ 


( ऋग्वेद ७1 १०४ । २२ 


द मनुष्य ! तू साहसी बनकर गरुड़के समान मद 
बरमंड ): गीधके समान तोम; कोक ( चकते ) के समान 


कायः व्दानके समान मत्सरः उळूकके समान मोह और 
के समान क्रोधको समझकर मार भगा |? रात-दिन घेरे 
रदनेवाले घड-रिषुको मारकर भगानेक्रा कितना अच्छा आलं 


कारिक हुदय-स्पर्शी उपदेश दे ! 








उपदेक्ञांका पुण्य प्रताप था कि कभी 
सानव-निर्माणक्री दिशामे भारत विश्वगुरु था । इसीका यह 
उरिणाम है क्रि आज भी संसार किसी-न-किसी रूपमें भारतीय 
सम्यतासे आडत है-- 


॥ 


दन्द वदाक्त 


सारतस्थ ऋस्वेदकाळीना संस्कृतिरद्यापि सभ्याना- 


समादृताः । 
M. Mon. Dolbos, 


अनेक 
अनक 


यह भी निर्विवाद वात है कि म 
मानवता और भारतका नेतिक स्तर दूसरे 
उच्च है | यह मारत ही है, जहाँ आज भी ब्राह्मण प्रडङ्ग- 
सहित वेदोंका अभ्यास निष्कारण ही करते हूं । 


देशोसे आज भी 


यह भी सत्य है कि वेदोने मानव-कर्तव्यका पाठ पढाकर 
विश्वको आर्यश्रेण्ठ बनाना चाहा था । उस समय आर्यशब्द 


रेके पर्यायवाची 


दमो 


कर्तव्य-वाचक था अथवा दोनों एक दूसरेके 
शब्द थै 
कर्तव्यमाचरन्‌ काममकर्तश्यं समाचरत्‌} 
तिष्ठति प्रकृताचारे स वा आर्य इति स्मृतः ॥ 


~ 


ईश्वर भारतको बल दे कि वह उल्लिखित शास्त्रीय दृष्टिसे 
फिर विश्वको आर्य बनाकर अपने शुरुपदको स्पष्ट करे; जिससे 
मृतप्राय मानवता फिरसे पुष्ट हो सके । 


— I= 
, मानवताका सदुपदश 1 
र हे समन ७४ 
४ ( रचयिता--कविभूपण श्री८्जगदीश? साहित्यरत्न ) र 
ला र्न 
शं खलता सज्जनता लहे, यो आदर “जगदीश' | र 
० कची दवती पढ्‌ तले, सुई चढती शोश॥ १ ॥ ७४ 
< NN [eS ७, (> र 
कष्ट उठानेसे मिले! पद्‌ उँचो “जगदीश? । 


घनो धिसाचे 


आनि वानि कुळ-कानिमे, 
मीच कीचके बीच है, 
मानव है तो मान जा, 
पीछे अंतक-अश्वकी, 


बिच में ही बिलमायगा, 
कर चाचे जितनी दवा, 
घणा जतन सूं राखताँ, 


ISSN SL 5 &<€& 


घिसा-घिसा निज गातको, चंदन चढ़ता शीश ॥ २॥ 
शुभकुल सुगुण, सुगंधक्रो, मत कर इतो घमंड । 


भूल न फूल गडूल॥ ५ ॥ 


कभी न मूँछ मरोड़। 
लग 


तड तड कर तड़के मती, 


फूल चड़ी रा फूल॥ ७॥ 
तन री होवे हान। 


पड़े घनेस्था घान॥ ८ ॥ 
es 


९.९९.९ 


गात ह तब, शीश चढ़े श्रीखंड॥ ३ ॥ ७४ 
सरल चले १ उच पद मिले अमीर। ७० 
ज्यों शतरंजी खेलमै, पेदळ बने वजीर ॥ ४ ॥ 


& 


<<< 


नहीं. कंजके तूल। 


रही घुड़ दौड॥ ६ ॥ 
फूल्या रहे न फूल। 


९९९६९६९ 


के 


% गोमाताका अपमान करना मानवता नहीं, दानवता है * 








आ 


गोमाताका अपमान करना मानवता नहीं, दानवता है 


[ काइमीरनरेश महाराज श्रीप्रतापसिंहजीके जीवनकी एक सच्ची घटना ] 


( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


स्वर्गीय काश्मीरनरेत्रा महाराज श्रीप्रतापसिंहजी वडे ही 
धर्मात्मा, गोज्राहमण-प्रतिपालक राजा थे । आप कट्टर 
सनातन धर्मी, वेद-शास्त्रोके ज्ञाता) जितेन्द्रिय) धर्मात्मा और 
प्रजापालक थे । सैकडौं ब्राह्मण नित्य आपके यहाँ वेद्‌ध्वनिः 
चण्डीपाठ) जप-अनुडान आदि किया करते थे ओर क्या 
मजाल जो राज्यम कोई गोहस्वा कर सके और गोमाताकी 
ओर अंगुली उठाकर भी देख सके ! 


एक वार परम प्रतापी काश्मीरनरेश महाराज श्रीप्रताप- 

गि कहीं जा रहे थे ओर साथमे बड़े-बड़े अधिकारी भी 
भे | किसीने देखा---रास्तेमे आगे एक गाय बैठी है । तुरंत 
कुछ कर्मचारी आगे बढ़े ओर उन्होंने गायको उठाकर खडा 
कर दिया एवं रास्तेसे हटा दिया । कर्मचारियोके इस प्रकार 
दौड़-धूप करनेक्रे कारण महाराजका ध्यान उस आर आकर्षित 
हआ और महाराजने एक कर्मचारीको पास बुलाकर पूछा कि 
“इस प्रकार एकदम दौड-धूप करनेका कारण क्या था ११ 
आपको बताया गया कि “महाराज ! आपकी सवारी जिस रास्त 
जाती) बह रास्ता साफ नहीं था, उसमें एक गाय रास्ता रोके 
बैठी थी । अब उस गायको हटाकर रास्ता साफ कर' दिया 
गया है |? 


त्र 


ह्‌ 
\ 


महाराज प्रतापसिंहने जव यह सुना कि मेरे कारण गायः 
को कष्ट पहुँचाया गया है, तव उनको बहुत ही दुःख हुआ । 
महाराजने क्षोभसे वहीं सवारी रुकवा दी । तुरंत गायको 
रास्तेमेते हटानेवाले कर्मचारियोंको बुलाकर उन्हें बड़ा ही 
उलाहना देते हुए कहां-- 


“तुमलोगोंने यह क्या घोर अनर्थ कर डाला * क्या 
तुम्हे साळूम नहीं है कि हम भारतके क्षत्रिय राजाओंके 


जीवनका एकमात्र उद्देश्य गो-ब्राह्मणोंकी रक्षा करना है और 
गौ-ब्रह्मणोंकरी रक्षा तथा सेवा करना ही मानवता है । तुमने 





मुझ क्षत्रिय राजाके लिये परम पूजनीय गोमाताको उठाकर उसे 
कष्ट पहुँचाया तथा गोमाताका अपमान क्रिया, यह मानवता 
नहीं दानवता है । भविष्यमै ऐसा कभी मत करना । यदि 
कोई ऐसा करेगा, उसे तुरंत नोकरीसे अलग कर दिया 
जायगा ।? महाराजकी इस प्रकार अद्भुत गोमक्ति और 
मानवता देखकर समी आश्चर्यचकित हो गये और जय-जय- 
कार पुकार उठे । 


—— = 


२९४३ 


-->-->>->>>>>>-:<>>>>>> 





$ मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका * 





शि क्स यया 


वेदोक्त मानव-प्रार्थना 


( लेखक --याशिक-सम्राट्‌ पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ) 


चातुवेण्य त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक । 
भूतं भव्य भविष्यं च सव वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ 
( मचु० १२। ९७) 
वेद हिंदूजातिका सबसे प्राचीन और सर्वमान्य धर्मग्रन्थ 
है। इसमें हिंदूधर्मके सभी अङ्गका विस्तृत विवेचन है । 
वेदको ईश्वरीय ज्ञान कहा गया है, जिसका प्रादुर्भाव 
मानवमात्रके कस्याणार्थ हुआ है । वेर्दोमै देवता, मनुष्य, पशु 
आदि चेतन पदार्थौका और नदी, पर्वत एवं वृक्ष आदि 
अचेतन पदार्थोका भी वर्णन है तथा वेदोंम उन घटनाओंका 
भी वर्णन मिळता दै, जो विश्वमै हो चुकी है, जो हो रही 
हैं और जो होनेबाली हैं । 
वेदाम मानवःसमाजके हितार्थं सुन्दर-सुन्दर आदर्शपूर्ण 
उपदेश पाये जाते है, जिनके द्वारा ब्राह्मणादि वर्ण- 
चतुष्टय मानबताकी प्राप्ति करके देशश समाज और राष्ट्रका 
कल्याण कर सकते हैं । मानवको अपने जीवनमै संसारयात्रार्थ 
जिन-जिन वस्तुआँकी आवश्यकता होती है, उन सभी 
वस्तुऔका वेदेमिं अगाध भंडार है । 
जो मानव परमेश्वरको अपना परम प्रिय, परम ध्येय 
और परम इष्ट मानकर भगवत्पार्थना करता है, वही भगवानका 
परम प्रिय और भक्त बन सकता है । प्रभुका भक्त बननेपर ही 
परमात्मा अपने भक्तके सर्वविध योगक्षेमका भार खयं वहन 
करते हैं । परमात्मामे बिश्वास और उनके प्रति खार्पण करनेवाले 
मानव भक्तको कभी किसी वस्तुकी कमी नहीं रहती । भक्तके 
इच्छानुसार भगवान्‌ उसे सब कुछ प्रदान करते हैं । प्रभुभक्त 
सर्वदा निर्विकार, निष्काम और निश्चिन्त रहता है । अतः 
प्रभुमक्तकी परमात्मासे अपने लिये प्रथम तो कभी किसी 
वस्तुकी माँग ही नहीं होती और यदि कमी होती भी है 
तो वह अपने लिये नहीं, किंतु दूसरोंके ल्यि होती है । 
प्रभुभक्त मानवकी इस प्रकारकी विश्वकल्याणमयी “माँग'को 
ध्यार्थना? शब्दसे अभिहित किया गया है । 
बेदम मानवतासम्पन्न भगवद्भक्त मानवद्वारा की गयी 
विश्वकत्याणार्थ प्रार्थनाके सम्बन्धमै अनेकानेक बैदिक सूक्तियाँ 
उपलब्ध हैं) जिनके स्वाध्याय और मननसे विश्वकस्याणकामी 
मानवकै उच्च जीवन>उच विचार और उच्च मानवताका सुन्दर 


परिचय मिलता है । अव हम चारों वेदोंकी कुछ महत्तपूरण 
सूक्तियाँ उपस्थित करते हैं-- 


w 


ऋग्वेदकी सूक्तियाँ 


यच्छा नः शर्म सम्रथः। (१।२२।१५) 
“भगवन्‌ ! तुम हमें अनन्त अखण्डेकरसपरिपू्ण सुखोंको 
प्रदान करो ।? 
प्र ण आयूँघि तारिषत्‌ । ( १।२५।१२) 
“हमारे लिये देवगण दीर्घायु प्रदान करें ।? 
देवानां सख्यमुप सेदिमा वयम्‌ । ( १।८५९५।२) 
“हम देवताओंकी मैत्री प्राप्त करें ।? 


भद्रंकर्णेभिः श्णुयाम देवाः । 


(१।८९।८) 
“हवे देवगण ! हम कानोसे कल्याणकारी उपदेश सुनें ।! 
माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः | (१।९०।६) 


“हमारे ल्यि ओषधियाँ ( चावल, दाल, गेहूँ आदि 
खाद्य पदार्थ ) मधुरतासे परिपूर्ण हों ।? 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः। 


(१। ९०१८) 
“हे प्रभो [हमारी इन्द्रिया ( गो.) मधुरतापूर्ण बनी रहें ।! 
अप नः शोग्नुचदघम्‌.। ( १।९७।३) 


“भगवन्‌ ! तुम्हारी कृपासे हमारे सारे पाप नष्ट हो जायें |? 
सुम्नमस्मे ते अस्तु। (१।११४।१०) 


है परमात्मन्‌ | हमारे अंदर तुम्हारा महान्‌ ( कल्याण- 
कारी ) सुख प्रकट हो |? 


भद्रे भद्रं क्रतुमस्मासु घेहि । (१। १२ ३। १३) 


“हे प्रभो | हमलोगोमे सुख और मङ्गलमय श्रेष्ठ. संकल्प? 
ज्ञान और सत्कर्मको धारण कराओ |? 


बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः। ( २। ११३२१) 
हिम अच्छे बळबीर्यवारे हों और श्रेष्ठ पुत्रपौत्रादिसे 
रिपूर्ण S सुत्र 

परिपूर्ण हों |? 


अस्य प्रियासः सख्ये स्याम। (४।१७।५) 
“हम देवताओंसे प्रीतियुक्त मैत्री करें ।? 


है. 


%# वेदोक्त मानव-प्रार्थना * 


2202 oo मम चचत 
म्म 





स्वस्ति पन्थासनुचरेम । (५।५१।१५) 

“हे प्रभो | हम कल्याण-मार्गके पथिक बनें ।? 

पुनदेदताघता जानता सं गमेमहि। 
(५।५१।१५) 


“हम दानशील पुरुषे, विश्वासघातादि न करनेवालेसे 
और विवेक-विचार-ज्ञानवानसे सत्सङ्ग करते रहें ।? 

यतेसहि स्वराज्ये । (५।६६।६) 

“हम स्वराज्यके लिये सर्वदा सर्वथा प्रयत्नशील बने रहें ।? 

जीवा ऽ्योतिरशीमहि । (७।३२।२६) 

“हम जीवगण प्रभुकी कल्याणमयी ज्योतिको प्रतिदिन 
प्राप्त करें ।? 

भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुतक्रतुम्‌। 

| (१० । २५। १ ) 

“हे परमेश्वर ! हम सबको कल्याणकारक सन) कल्याण- 
कारक बल और कल्याणकारक कर्म प्रदान करो ।! 

वयं स्यास पतयो रयीणाम्‌। ( १०। १२१। १०) 

“हम विविध प्रकारके ऐश्वर्योंके अधिपति हों ।? 

श्रद्धे श्रद्धापयेह नः। ( १०।१५१।५) 

(हे श्रद्धादेवि ! तुम हमें श्रद्धा बनाओ |! 


शुकुयजुवेदकी खक्तियाँ 


अस्माकं सन्त्वाशिषः सत्याः। (२। १०) 
“हमारी कासनाएँ, सच्ची--अमोघ हों ।! 

सं ज्योतिषाभूम । (२।२५) 
“हम ब्रह्मज्ञानसे संयुक्त हों ।? 

अहं मनुष्येषु भूयासम्‌ । (८1३८) 


“मैं मनुष्यौम अत्यन्त कान्तिमान्‌-तेजखी बनू |? 


अगन्म ज्योतिरम्रता अभूम । (८1५२) 
“हम तुम्हारी ज्योतिको प्राप्तकर मृत्युके भयसे मुक्त हो।? 
वयं राष्ट्रे जागुयाम। (९। २३) 


“हम अपने राष्ट्र ( राज्य ) मै सदा जाग्रत्‌ ( सावधान ) 
रहें ॥! 
>ण्वन्तु बिरवे अस्तस्य इन्राः । (११।५) 


<मरणधर्मरहित समस्त देवगण हमारी कीतिको सुनें |? 





२९५ 
वयं सुमतौ स्याम । (११। २१) 
“हमें सद्बुद्धि प्रदान करो ।? 
सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। (१२ ।४४ ) 
(्यजमानकी कामना. सफल हो ।? 
माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः । (१३। २७) 


“हमारे लिये ओषधियाँ ( गेहूँ, चावळ आदि खाद्य 
पदार्थ ) मधुरतासे परिपूर्ण हो ।? 


बिइतरं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ (१६।४८) 
८इस ग्राममें समी प्राणी रोगरहित और दृष्टपुष्ट हो ।: 
मयि धेहि सूचा रुचम्‌ । (१८ | ४८ ) 


“हे अग्निदेव ! मुझको अपने तेजसे तेजस्वी बनाओ ।॥? 


पुनन्तु मा देवजनाः | (१९ । ३५९ ) 
“देवानुगामी मानव मुझे पवित्र करे ।? 
वर्ष स्यास पतयो रयीणाम्‌। (१९५ | ५४ ) 
“हम धनादि ऐव्वर्येके अधिपति हौँ ।? 
मित्र में सहः। (२० ।६ ) 


मेरे मित्र शत्रुआँके नाश करनेवाले हो ।? 
से कामान्‌ समधेयन्तु । (२०। १२) 
८देवगण मेरी कामनाओंको समृद्ध ( पूर्ण ) करें ।! 


वेइानरज्योति भूयासम्‌ । ( २० । २३ ) 
(मैं परमात्माकी महिमामयी ज्योतिको प्राप्त करूँ ।? 
विभून. कामान्‌ व्यक्ष वै। (२० । २३) 


क्षै अनेक विशिष्ट कामनाओँको प्राप्त करूँ ।? 
रो भवतु विश्ववेदाः । ( २० । ५१ ) 
सर्वज्ञ प्रभु हमारे ल्यि सुखकारी हौँ ।? 


सुवीर्यस्य पतयः स्याम। (२०।५१) 
“हम श्रेष्ठ धनके मालिक बने ।? 

प्र ण आयूँषि तारिषत्‌। (२३।३२ ) 
“देवगण हमें दीर्घायु प्रदान करें ।? 

द्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः | ( २५ । २१ ) 


(हे देवताओ ! हम कानोंसे कल्याणकारी वचनौंको सुनें |? 
व्यशेमहि देवहितं यदायुः । (२५।१) 
“म परमेश्वरकी उपासनार्थं आयु व्यतीत करें |? 
से कासः समृध्यताम्‌ । ( २६ । २ ) 
फेरी अभिलाषा समृद्धिको प्राप्त करे ( पूर्ण हो ) \? 
उत्तिष्ठ. महते सौभगाय ।( २७ । २ ) 


२०९ 


अ १ 
% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


र्‍््््ववव्ननननन्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्व्व्व्व्न्न्न्न्न्न्त्ल्््न््व्न्व्न््व्व्व् य 








“हम महान्‌ ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये प्रयत्नशील हो ।? 
नरः स्वपत्यानि चक्र: । ( २७। २३ ) 
“मनुष्य श्रेष्ठ ( सुयोग्य) पुत्रांकी प्राप्ति करानेवाले 


कर्मौको करे ।? 


सवाः प्रदिशो जयेम । ( २९ | ३९ ) 
“हम सब दिशाआओंको जीत लें ।' 

मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमाम्‌ | ( २२ । १६) 
“मुझमें देवगण उत्तम लक्ष्मीकी स्थापना करें ।? 

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । (३४। १) 
'मेरा मन शुभ संकल्पोंवाला हो |! 

वयं देवानां सुमतौ स्याम। ( ३४। ७) 
“हम देवताओंकी कल्याणकारिणी बुद्धिको प्राप्त करें ।? 


चयं भगवन्तः स्याम | ( ३४। ३८ ) 
“हम धनवान बनें |! 
अप नः शोशुचद्घम्‌ । ( ३५। ६) 


“देवगण हमारे पापौंको भलीभाँति नष्ट कर दें ।? 
सत्या एषामाशिषः संनमन्ताम्‌। ( ३५ | २०) 
“इन दान-दाताओंके मनोरथ सत्य हो ।? 
स्योना पृथिवि नः। ( ३५ । २१) 
हे प्रथिवी ! तुम हमारे लिये सुख देनेवाली हो |? 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । (३६ | १८ ) 
“हम सबको मित्रताकी दृश्सि देखें ।! 
पश्येम शरदः शतम्‌ । (३६ । २४) 
“हम सौ वर्ष पर्यन्त देखें ।? 
अदीनाः स्याम शरदः शातम्‌ | (३६॥ २४) 
“हम सौ वर्षतक दीनतारहित होकर रहें |? 
पुत्रान्‌ पञ्चन्‌ मथि धेहि। (३७। २०) 
“मेरे लिये पुत्रों और पशुओंको स्थापित करो |? 
इहेव रातयः सन्तु । ( ३८ । १३ ) 
“हमें अपने ही स्थानमै सब प्रकारके ऐश्वर्य प्राप्त हो |? 
ब्रह्म णस्तन्वं पाहि । ( ३८। १९ ) 
हे भगवन्‌ | तुम ब्राह्मणके शरीरका पालन (रक्षण) करो |? 
यदाः श्रीः श्रयतां मयि | (३९। ४ ) 
“मुझमें यहा और लक्ष्मीका निवास हो |? 
सामवेदकी सूक्तियाँ 
भद्रा उत अरा 1 (पूर १।१२ । ५) 
“हमें कल्याणकारिणी स्तुतिया प्रात्त हाँ |? 
सा ब्रूषा ढुषमो सुवव | (पू०२।१।५ ) 





MS 


“धन देनेवाला इन्द्र हमें धन देनेवाला हो | 
प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ | (पू. २। ७ । १०) 
“प्रभो ! हमारी आयुको बढाओ अर्थात्‌ ह्मे दीर्घायु 
प्रदान करो |? 
अव ब्रह्मद्विषो जहि | (पू०२।५।१ ) 
“हे भगवन्‌ ! आप ब्राह्मणोंके शात्रुओँका नाश करें |? 
वसु स्पाहं तदा सर | ( पू० २। १०। १) 
“हमें अभिलषित धन दो ।' 
नुम्णं तनूछु धेहि नः। (पू०२।१२।९) 
“हमारे अङ्गोँमें बल प्रदान करो ।? 
वि द्विषो वि मुघो जहि। (पू०३।५।२) 
“हमारे शत्रओका और हमारे हिंसकोंका नाश करो |! 
जीवा ज्योतिरशीमहि । (पू० ३।३।७) 
“हम शारीरधारी प्राणी विशिष्ट ज्योतिको प्राप्त करें |? 
अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः । ( पू० ३।५।५) 
“हमें अनेक प्रकारके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला धन दो |! 
मदेम शतहिमाः सुवीराः । ( पू० ४ । ११। ८ ) 
“हम सुन्दर पुत्रोके सहित सैकड़ों हेमन्त-ऋतुपर्यन्त 
प्रसन्न रहें |? 
कृधी नो यशसो जने | (पू० ५।२।३) 
“हमें अपने देशमै यदास्वी बनाओ ।' 
नुदस्वादेवयुं जनम्‌ । ( पूण ५।३।६) 
“हे देव ! तुम देवताओंको न चाहनेवाले लोगोंको नष्ट 
कर दो | 
अस्मे श्रवांसि धारय । 
“हमारे लिये अन्नोंको प्रदान करो |? 
नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः । 

( पू० ५।५।२) 
हमारी देवविषयक स्तुतियाँ देवताओंको प्राप्त हों |! 
विशवे देवा मम श्ृण्वन्तु यज्ञम्‌ । ( पू०६1 ६1५) 

“सम्पूर्ण देवगण मेरे मान करने योग्य पूजनको स्वीकार करें |! 
अहं अवदिता स्याम्‌ । (पू० ६।३।१०) 
म पवतर प्रगल्भतासे बोलनेवाला वनू ।? 

मा 2240 अद्यद्ठिषं वनः । (उत्०२।२।२) 
'्राह्मणासे द्वेष करनेवालेसे दूर रहो? 
ह अप द्विषो जहि। (उत्त ३।१।१) 

समस्त शन्रुओंका नाश करो ।? 
रक्षा समस्य नो निदः | (उत्त ३।२।३) 


( पू० s Ii ) 


RPDS SEPT WSS 


X 


4 





# वेदोक्त मानव-प्रार्थना % २९७ 


“हमारे समस्त निन्दक झत्रुजसे हमारी रक्षा करो |? 


विश्वा वसून्या विश । (उत्त० ५।२।२) 
“हमें बहुत प्रकारके धर्नोको दो |? 
अक्षीसहि प्रजा मिषम्‌। (उत्त ९ १।८) 


हम पुत्रादि संतति-सुख ओर अन्न-सुखका भोग प्राप्त करें |! 
अथववेद्की सूक्तियां 


सं शुतेन गमेमहि । (१।१।४) 
“हम वेदादि शास्त्रोसे सदा सम्पन्न रहें |? 

शिवा नः सन्तु वार्षिकी: । (१।१।६) 
“हमै वर्षाद्वारा प्राप्त जल सुख दे ।? 

ज्योगेव दृशेस सूर्यम्‌ । CHEN D) 


“हम सूर्य भगवानको बहुत दिनोंतक देखते रहें ।? 


प्र ण आर्यूँषि तारिषत्‌ । (२।१।४) 
“हे देव ! तुम हमारी आयुको बढ़ाओ |? 
अस्मभ्मं सहवीरं रयिं दाः। (२।२।६) 


“हमे पुत्र-पौत्रादिके सहित धन प्रदान करो |? 
पितेव पुत्रानभि रक्षतादिमस्‌ । (२।३।२१३) 
“हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार पिता अपने अपराधी पुत्रकी रक्षा 


करता है, उसी प्रकार आप भी इस ( हमारे) बालककी 
रक्षा करें |? 


कृण्वन्तु विइवे देवा आयुष्टे शरदः शातम्‌ । 
(२।३।१३) 
श्वेदेव तुम्हारी सौ वर्षकी आयु करें ।? 
रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम्‌ । (२। ६ । ३४) 
“यृजमानको धन-धान्य; पशु आदिकी प्राप्ति हो ।? 
विइवकमेन्‌ नमस्ते पाह्यस्मान्‌ । ( २।६।३५) 
(हे विश्वकर्मन्‌ | तुमको नमस्कार है, तुम हमारी रक्षा करो |? 
वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ | (३ । २ । १० ) 
हम (तुम्हारी कृपासे पुत्र-पौत्रादिसे युक्त होकर) धनके 


मालिक बने ।? 


अहं राष्ट्रस्याभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः । 
(३।१।५) 
“मैं अपने पुरुषार्थसे सम्पूर्ण राष्ट्रको अपने बामे करके 


सर्वश्रेष्ठ बनूँ |? 


अरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीरा। (५।३।५) 
“हम शरीरसे नीरोग रहते हुए उत्तम वीर बनें ।? 
वयं देवानां सुमतो खाम । (६।४७।२) 








“हम विद्वानोक्री शुम बुद्धिम सदा स्थित रहें ।? 
वयं सर्वेषु यशसः स्याम । (६।५८।२) 


“हम समस्त जीर्वो ( मनुष्यों ) मै यशस्वी बनें |? 


तस्य ते भक्तिवांसः स्याम । (६।७९।३.) 
प्रभो ! हम तुम्हारे भक्त बनें ।? 
कामानस्मानू पूरय । (३।२। ११) 


“हे देवगण ! तुम अभिलपरित वस्तुओसे हमें परिपूर्ण करो |? 
शतं जीवेम दारदः सर्ववीराः । (३।३।१२) 
“हम स्वभिलषित पुत्रःपौत्रादिसे परिपूर्ण होकर सौ 


वर्षतक जीवित रहें ।? 


धनदा अस्तु मह्यस्‌ । (३।१५।१) 

“हे इन्द्र ! तुम हमारे लिये धनको देनेवाले हो |? 

मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम । (३।१५।८) 

“हे अग्ने ! हम कमी मी हानिका अनुभव न करें |! 

शिवं सद्यं मंध्रुमदस्स्व न्नम्‌ । (६।७१।३) 

“मेरे लिये अन्न कल्याणकारी और स्वादिष्ट हो |? 

मा नो द्विक्षत कश्चन । (१२।१।२४) 

“हमसे कोई भी कमी शत्रुता करनेवाला न हो |? 

मधुमतीं वाचमुदेयम्‌ । ( १६।२।२) 

“मैं मधुर वाणी बोळूं |? 

निढुरमण्य ऊर्जा मधुमती वाक । ( १६।२। १) 
हमारी शक्तिशालिनी मीठी बाणी कभी मी दुष्ट खभाव- 


वाली न हो |? 


मा मा प्रापत्‌ पाप्मा मोत स्त्युः। ( १७। १। २९) 
“मुझको पाप और मृत्यु कमी न व्यापे अर्थात्‌ मुझपर पाप 


और मृत्युका कभी असर न हो |? 


परेतु रूत्युरखतं न एतु । ( १८।३।६२) 
“हमसे मृत्यु दूर रहे और हमें अमृत-पद प्राप्त हो |? 
सर्वमेच शमस्तु नः । (१९ । ९। १४) 
“हमारे लिये सब कुछ कल्याणकारी हो ।? 

शं से अस्त्वभयं मे अस्तु । (१९ । ९। १३) 
“मुझे कल्याणकी प्राप्ति हो ओर कमी किसी प्रकारका 


भय मुझे न हो ।? 


सवी आशा सम मित्र भवन्तु। (१९ | १५। ६) 

हमारे ल्यि सभी दिझाएँ कल्याणकारिणी हों |”: 
प्रियं मा कृणु देवेषु । (१९ । ६२ । १) 
व्हे प्रभो | उसे ब्रह्मज्ञानी देवसहश विद्वानोमें प्रिय 
बनाओ ।? 


oe 


मान छ्‌५ दट 


२९८ 


% मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


आ 


मानवताका विकास और वेद 


( छेखक--डा० श्रीमुंशीरामजी शर्मा, एम्‌०ए०, डी०लिट्‌० ) 


- वेद्त्रयी ज्ञान, कर्म और उपासना- तीन काण्डोका मानव- 
जीवनके विकासके लिये निर्देश करती है । मन ओर बुद्धिके 
सहित ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञानाजेनका साधन हैं, मन और बुद्धिके 
साथ कर्मेन्द्रियाँ कर्मका साधन हैं और इस संघातको लिये हुए 
आत्मा उपासनामे निरत होता है । उपासनाका अर्थ है आस्मा- 
का अपनी समस्त शक्तिको प्रभुके आगे समर्पित कर देना 

और उसके समीप बैठ जाना । यह समीपता भी सालोक्य 
सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य चार प्रकारकी है । 


ज्ञानके क्षेत्रमै वाणीकी प्रमुखता है । दूसरोंके मुखसे 
सुनकर हमे अनेक बातोंका ज्ञान होता है। बाणीका बना 
हुआ वाङमय ज्ञानाजेनका हेतु है, इसे समी खाध्याय-प्रेमी 
समझते हैं । विद्यालयमे विद्यार्थियोंके सामने भाषण देनेबाला 
लेक्चरर या प्रोफेसर अपने वाणी-प्रयोगद्वारा ही ज्ञान-दान 
देनेमे समर्थ होता है । प्रसिद्ध वाग्मी अपने वाकपाटवद्वारा 
श्रोताको मन्त्र-सुग्ध कर लेता है तथा जितनी देर श्रोता 
उसके वचनौका श्रवण करते हैं; इतनी देरतक उनका 
मानसिक जगत्‌ वाग्मीके मानसिक जगतूके साथ एक 
हो जाता है । वह जेसा चाहे उनके मनोंको मोड़ देता रहता 
है--क्षणभरमै हँसा दे, क्षणमरमे रुला दे, क्षणमरमें वीरत्व- 
की भावना भर दे और यदि चाहे तो क्षणभरमै भयभीत 
कर दे । यह क्रिया प्रभविष्णु मनकी क्रिया है और ज्ञानके 
क्षेत्रमै बहुमूल्य स्थान रखती दै | इसीका समुचित विकसित रूप 
चिचार'प्रेपणी यता अथवा मनःसंज्ञान( ९147४०४०7०० ) है 
और इसके भी ऊपर निखिल मानसोकी ज्ञान-एकता है । 
फ्रांसके प्रसिद्ध दार्शनिक एस्पीनस ( १5515५5 ) ने इसे 
Sumc-total of all minds अथवा universal mind 
कहा है । 
कर्मका सीधा सम्बन्ध करेमेन्दरियोके साथ है, परंतु मन 
उनका संचालक है। मन यदि कमेन्द्रियोँके साथ है, तब तो 
कार्यकी सिद्धि सम्भव है» अन्यथा नहीं । प्राण-शक्तिसे समवेत 
अनेक बलवान्‌ पुरुष मनके साइसके साथ अपूर्व पौरुषक्े 
कार्य कर जाते हैं, परंतु मनके निर्बल और निरुत्साहित हो 
जानेपर बढ़े-से-मड़े बलवान ब्यक्ति भी किंक्तब्यबिमूद 
दक हार्थपरहाय धेरै देठे रह जाते हैं । कुं शकि 


वस्तुतः मनके ही अंदर है | कर्मकाण्डका सीधा सम्बन्ध इसी. 
लिये मनके साथ है । 

प्राणवत्ता उपासनाके समय पुलकित हो उठती है, रोप- 
रोम नाचने लगता है, अङ्ग-अङ्ग फड़कने लगता है और 
अंदर चित्त द्रवित हो जाता है । प्राण शरीरका राजा है | 
वह खिल उठा तो अन्तः-बाह्म-सब प्रसादसम्पन्न बन 
गया । उपासनाका सम्बन्ध इसीलिये प्राणके साथ है । हमारा 
दर्शन और श्रवण इसीसे निर्मल और शक्तिशाली बनता है । 
इसीसे वाणीको बल मिलता है और ज्ञान-धारा ऊर्जसिनी 
होती दै । अंदरकी समवेत ओज-शक्ति इसीके द्वारा शुद्ध 
होकर अपने रूपमै प्रतिष्ठित होती है । श्वास और प्रश्नास; 
ग्रहण और त्याग, आदान और प्रदान, जिन्हें जीवन-संरक्षण- 
की द्विविध साधक क्रियाएँ माना जाता है, इसी अवस्था 
अपना कार्य समुचित रूपसे करती हैं । मानवताका विकास 
इन्हीं तीनों काण्डका विकास है । यजुवेंदके ३६ वें अध्याय- 
के प्रथम मन्त्रमे ऋचाओंका सम्बन्ध वाणीसे, यजुःका सम्बन्ध 
मनसे और सामका सम्बन्ध प्राणसे स्थापित किया गया है और 
शरीरकी अन्तः-बाह्म-सभी शक्तियाँ इन्हीं तीनोंसे विकसित 
होती मानी गयी हैं-- 

ऋचं वाचं प्रपद्ये, मनो यज्ञः प्रपद्ये, साम प्राणं 


प्रपद्ये । चञ्चुः शरोत्रं प्रपद्ये । वागोजः सहौजो, मयि 
प्राणापानौ ॥ 


विकासको क्रियामै दोषोका दूरीकरण भी अनिवार्य है । 
मानव चाहे जितनी सावधानी रखे, बाहर फैला हुआ प्रपञ्च 
और चतुर्दिक व्याप्त वातावरण बराबर उसके ऊपर अपना 
आघात किया करते हैं | यह आघात उसके बके बाहर है । 
सूयकी ऊष्मा, चन्द्रका शैत्य, अभिकी दाहकता, वायुका 
मन्द अथवा तीव्र समीरण हमारे चाहने और न चाहनेकी 
चिन्ता नहीँ करते । किसी अदृष्ट शक्तिके हाथमे बँधे हुए वे 


0 
अपना काय निरन्तर करते रहते हैं | इन सबका प्रभाव 


मानवके ऊपर पड़ता है । चेतन-जगत्‌मे मानव स्वयं अपनी | 


दुसरोको प्रभावित करता है | इस क्रिया और 
eid अपना सहज लूप खो बैठता है । जहाँ 
वूसरोंकी घायछ करता है, बहो श्वय मी बायल होता है । 


र ४4 
RI 


024 


% वेदौमेःमानवोद्धारके उच्च आदेश # 


२९९ 


र 1.“ “स्स्स 


इन घार्वोक्वो भरना, न्यूनताओंकी पूर्ति करना मानवके 
लिये आवश्यक हो जाता है । ऊपर जिन तीन कार्ण्डोका 
वर्णन किया गया है, वे विकासके साथ घावौंके भरनेमै भी 
अनुपम सहायता देते हैं। परंतु सबसे बड़ा साहाय्य हमें 
परम पिता परमात्मासे मिलता है--जो न केवल हमारा; प्रत्युत 
समग्र जगत्‌का रक्षक है । उस परम स्वस्थ) परम स्वस्तिमय, 
परम शान्त, परिपूर्ण प्रभुके चरणमै जब हम सच्चे दयसे 
प्रार्थना करते हैं; तब अन्तस्तलके निगूढ़ प्रदेशसे, हृदयके 
अन्तरतम कोनेसे, आत्माकी गभीर गुहासे निकली हुई हमारी 
वह मर्ममरी, हृदयस्पर्शिनी प्रार्थना अवश्य सफल होती 
है । प्रभु भुवनयति होनेके साथ बृहस्पति भी हैं । यजुवेदके 
३६ वें अध्यायके दूसरे मन्त्रमै ऐसी ही प्रार्थना आती है--भुवन- 
पति भुवनोंका रक्षक है, तो बृहस्पति भुवनो एवं धार्मों-- 
समीका रक्षक है । वह सबसे बड़ा पालक है । उससे बढ़कर 


अन्य कोई भी रक्षा करनेवाला नहीं है । उसकी कृपा-दृष्टिके 
लवलेश मात्रसे मानवकी निखिल न्यूनता; अखिल अपूर्णता; 
भारी-से-भारी छिद्र और घाव पूर्ण हो जाते हैं-- 


यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्णम्‌ 
बृहस्पति तद्दथातु । शन्नो भवतु सुवनस्य यस्पतिः । 


दोषोंका दमन और सतूका संचार मानवको विकासकी 
ऊर्ध्व स्थितिपर आसीन कर देते हैं । इस स्थितिमें उसके 
हाथोंमे ऐश्वर्य और अन्तस्तलमें देवीभाब विराजमान हो 
जाते हैं | उसका ज्ञान और कर्म एक दूसरेके प्रति अनुकूलता 
धारण कर लेते हैं । उसका हृदय स्फटिकके समान स्वच्छ, 
बुद्धि हीरक-ज्योतिके समान जगमगाती हुई और आनन्दमय 
कोषसे भरपूर हो जाती है । विकासकी यह स्थिति किसके 
लिये स्पृहणीय नहीं दै १ 


पि कर्के 


वेदोंमें मानवोद्वारके उच्च आदेश 


( लेखक-श्रीरामचन्द्रजी उपाध्याय शास्त्री, साहित्यरत्न ) 


वेद आर्य ( हिंदु ) जातिके प्राण हैं । बैदिक सम्यताका 
प्रादुर्भाव आदिसृष्टिमे परमेश्वरने अपने अमृत-पुर्वीके 
हृदयमे किया । जबतक संसारमै वेदका पठन-पाठन चलता 
रहा और सर्वसाधारण व्यक्ति वेदके आदेशका पालन करते 
रहे, यह देश देवताओंकी भूमि कहा जाता रहा है । संसारके 
लोग इसे (स्वर्ग? कहते रहे हैं और यहाँके निवासी स्त्री 
पुरुष देवी और देवताओंकी संत्ञासे उद्धोषित होते रहे हैं। 
आज संसारम जब कि युद्धकी ज्वालाएँ भड़कनेको हैं, विश्व 
मानव अझान्तिके कगारपर खड़ा है--ऐसे समयमै वेदके 
आदेशोंकी कितनी आवश्यकता है, इसे प्रत्येक वेदसे परिचित 
पुरुष अच्छी प्रकार समझ सकता है । अतएव वेदोमै इस 
सम्बन्धमे जैसी ऊँची भावनाएँ तथा जो उत्तम आदेश 
है, उनमेंसे कुछ मैं यहाँ उद्धत कर रहा हूँ । 
& सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः । 
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाष्न्या ॥१॥ 
( अथर्वृ० ३ । ३० ) 
शब्दार्थ सहृदयसम्‌-्ृदयता, सहानुभूति | सांमनस्पमू-- 
मनका उत्तमभाव | अविद्रेषम-निर्वैरता | वः-तम्हारे (मनुर्ष्योके) 
लिये | कृणोमि-करता हुँ । अन्यः अन्यम्‌ पक दुसरेके 


ऊपर ऐसी । अभिहर्यत-प्रीति करो । इव-जेसी । जातम्‌ 
वत्सम्‌-तत्काल उत्पन्न बछड़ेके ऊपर । अध्न्या-गौ करती है । 


भावार्थ-परमपिता परमात्माने अपने पुत्र मनुष्यको 
आदेश दिया है कि वह परस्पर सहानुभूति) उदारता और 
निर्वेरता धारण करके जिस प्रकार गौ अपने तत्कालके उत्पन्न 
बछड़ेकी गर्भस्य मलिनताको अपने मुखसे चाटकर उसे खस्थ 
और स्वच्छ बना देती है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक दूसरेके 
कल्याण-साधनमें रत रहें । i 


मनुष्य परस्पर केसे रहें ? 


ॐ ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि योष्ट संराधयन्तः सधुरा- 
श्वरन्तः अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान्वः सम्मनस- 
स्कृणोमि ॥ ५ ॥ 

( अथवें० ३ । ३० ) 

शब्दार्थ -ज्यायस्वन्तः-वड़ोंका सम्मान करनेवाले | चित्तिनः- 
विचारशील | संराधयन्तः-कार्यं सिद्ध करनेवाले । सधुराः 
चरन्तः-एक धुरेके नीचे होकर चलनेबाले दुमलोग। 
मा वि योष्ट-अलग मत होओ ( आपसमें विरोध मत करो ) | 
अन्यः अन्यस्मै-एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके साथ । 





३०० 


हु? या चदन्तः-मधुर भाषण करते हुए । एत-आगे बढो 
( उन्नति करो )। वः तुमको । सध्रीचीनान्‌--एक मार्गसे 
जानेवाले तथा | सम्मनस:-उदार मनवाले | कृणोमि-बनाता हूँ। 





भाार्थ-उचशिखरारूद्‌ राष्ट्रों एवं जातियोंके मानवोंक्ो 
उचित है कि वे बड़ौंका सम्मान करें, सोच-विचारकर कार्य 
करें, कार्यसिद्धिपर्यन्त अथक परिश्रम करनेवाले हों, अपने 
लक्ष्यके प्रति दत्तचित्त हो, परस्पर वैर-विरोधका भाव न 
रखें, प्रेमपूर्वक भाषण करें । सभी मानवोको ऐसा ज्ञान दें कि 
जिससे सबके मन शुद्ध हों । 


सब मानव बराबर हैं और भाई-भाई है 


७४ अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एसे 
सं आतरो वावृधुः सौभगाय । 
युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा 
पक्तिः सुदिना मरुद्भ्यः ॥ ३ ॥ 
( ऋग्‌० ५।६०।५) 
शब्दार्थ-अज्येष्ठासः-जिनमें कोई बड़ा नहीं है और | 
अकनिष्ठासः-जिनमे कोई छोटा नहीं है, ऐसे | एते-ये सब | 
आतरः-भाई-एकजैसे हैं । ये सब सोभगाय-उत्तम ऐड्वर्यके 
लिये । सं वाबृघुः-मिलकर उन्नतिका प्रयत्न करते हैं । इन 
सबका युवा पिता-तरुण पिता । खपा रुद्रः-उत्तम कर्म करने- 
वाला ईश्वर है | एषां-इनके त्रये । सुदुघा-उत्तम प्रकारका 
दूध देनेवाळी माता । एक्षिः-प्रकृति है । यह प्रकृति माता 
मरुदूभ्यः-न रोनेवाळे जीवोंके लिये | सुदिना-उत्तम दिन 
प्रदान करती है | 
भावार्थ-इस मन्त्रमे प्रभु परमेश्वर सब जीवोंकी समानता 
बताते हुए परस्पर मिलकर ही उन्नत होनेका आदर्श उपस्थित 
करते हैं; साथ ही यह भी कहते हैं कि जो अपनेको हीन 
मानकर दिन-रात रोनेमे ही समय व्यतीत नहीं करते, वे ही 
सुदिन देखते हैं । 
दिव्य मनुष्य इस संसारमै कौन हैं १ वे, जो सबसे 
समानता रखते दै 
ॐ ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदो- > 
ऽमध्यमासो मइसा वि वाबृधुः । 
सुजातासो जनुषा एक्षिमातरो दिवो 
मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥ ४ ॥ 
( ऋग्‌० ५। ५९ | ६ ) 


नः मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 





शब्दार्थ-ते- ये सब । अज्येष्ठा:--बड़े नहीं हैं | अकि, 
छोटे भी नहीं हैं और अमध्यमासः-मध्यमें मी नहीं हैं; एर 
वे सब-केसब उद्भिदः-उदयको प्राप्त करनेवाले हैं । इसहिये 
महसा-उत्साहके साथ | वि-विदोपरीतिसे । वाबूधुः-बढनेक़ा 


प्रयत्न करते हैं | जनुषा-जन्मसे | वे सुजातासः-उत्तम कुलके- 


कुलीन हैं और एश्निमातरः-भूमिको माता माननेवाले 
अर्थात्‌ जन्मभूमिके उपासक हैं । इसलियि ये दिवः मया. 
दिव्य मनुष्य । नः अच्छा-हमारे पास भली प्रकार | आजि- 
गातन-आयें । 

भवार्थ-प्रभु॒परमेश्वरके अम्रत-पुत्रोंमे न कोई बड़ा है, 
न छोटा और न मध्यम । इस प्रकारकी भावना रखनेवाले 
मनुष्य ही उत्तम और कुलीन कहे जा सकते हैं । जो मातृ- 
भूमिके सच्चे अर्थामै पुजारी हैं, वे ही दिव्य मनुष्य हैं। उनका 
स्वागत है । 


प्रशंसित जीवन कौन-सा है ? 
७ उत नः सुभगाँ अरिवोचेयुर्दस्म कृष्टयः ।' 
स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ ५ ॥ 
( ऋग्वेद १। ४। ६) 
शब्दाथ-दस्म-दुगुंणों और पापोंको क्षीण करनेवाले 
पिता प्रभो ! अरिः-हमारे शत्रु कृष्टयः-मनुष्य | उत-मी | 
नः-हमे । सुभगान्‌-श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली | वोचेयु :-कहे । 
इन्द्स्य-तुझ परमैश्चर्यशाली भगवानके | शर्मणि-कल्याणमे । 
इत्‌-ही । स्याम-हम रहें । 


भवार्थ-वह मनुष्य धन्य है, जिसके चरित्रकी प्रशंता 
उसके शत्रु भी करते हैं । 


आदश मानव केसे हो सकता है ! 

ॐ भद्रं कर्णेभि : श्रणुयाम देवा भद्र पञ्येमाक्षभिर्यजत्राः। 
स्तुष्टुवासस्तनूसिब्यंशेम देवहितं यदायुः ॥ ६ ॥ 
( यञ्ुबेंद्‌० २५ । २१ ) 
दिव्य गुणोंवाले--देव-पुरुष बननेकी इच्छावाले हम अपने 
भली बातें ही सुनें । पवित्र यशिय जीवन बितानेकी 
इच्छावाले हम अपनी आँखोसे भली वस्तुएँ ही देखें। 
अ स्तुतिउपासना करनेवाले हुम स्थिर अर्थात्‌ 
इद आर बल्वान्‌ अज्ञों और शरीरले युक्त होकर जो देव- 


पुरुषों ओर स्का 
प्राप्त करें | ल्यि रेणी हो, ऐसी आयु 


x 


१६ हरिसे सच्या स्नेह करो % 








३०१ 








निम्न पडवृत्तियोंके नाशसे मनुष्य महामानव 
होता है 

ॐ उलूकयातुं छुशुलूकयातुं जहि श्रयातुसुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुसुत शृश्रयातुं{ृपदेव प्र सृण रक्ष इन्द्र ॥ ७॥ 
( ऋग्‌० ७। १०४ | २२ ) 
जन्दार्थ-सुपर्णयातुम-गरुड्के समान चालचलन अर्थात्‌ 
घमंड) गर्व, अहंकार । गृप्रयातुम्‌-गीधके समान व्यवहार 
अर्थात्‌ छोम--दूसरेके मांसपर (सम्पत्तिपर) स्यं पुष्ट होनेकी 
इच्छा | कोकयातुस्‌-चकवेके समान अतिरिक्त काम-विकारवाला 
होना । श्वयातुं-कुत्तेके समान जीवन-यापन--( सर्वदा ) 
आपससें लड़ते रहना) दूसरोंके सामने दुम हिलाना । उलूक- 
यातुम्‌-उल्लूके समान आचार, सर्वदा अन्धकारप्रिय होना, 
ज्ञानसे भागना । झछुरूक़यातुझ--भेड़ियेके समान क्रूरता करने- 
बाले यक्ष-राक्षस महामानवकी रचनामै बाधक हैं, इन्हें 
इषदा इव-जैसे पत्थरसे दुष्ट पक्षियोंको मारते हँ, उसी प्रकार 
दृढ़ हृदय करके अर्थात्‌ पाषाणवत्‌ होकर। हे इन्द्र |पुरुषा- 


- थीं जीव ! रक्षः प्रस्णण-राक्षसोंकी दूर भगा दो । 


इच्छावाले मनुष्यको 
छ; मनोविकारोंपर 


शावार्थ-आदर्श मानव बननेकी 
कास-क्रोध-लोम-मोह-मद-सत्सर--इन 
सर्वदा विजय पाना चाहिये । 

मानत्रताका उच्चादशे एकता है 
ॐ सं जानीध्वं सं एच्यध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे सं जानाना उपासते॥ ८ ॥ 
( अथर्वृ० ६। ६४ । १ ) 

शब्दार्थ-सं जानी ध्वम्‌-उत्तम शानसे युक्त हो । सं एच्यध्वसः 
आपसमे मिलकर रहो | वः मनांसि-आपके मन । सं जानतास्‌- 
उत्तम संस्कारयुक्त हों | यथा-जिस प्रकार । पूर्व सं जानानाः 
देवाः पूर्व कालके ज्ञानी विद्वान्‌ लोग । आगं उपासते-अपने- 
अपने कर्तव्य भागका पालन करते थे; उसी प्रकार तुम मी 
करो । 


हरिसे सचा स्नेह करो 


करि हरि सो खनेह मन साँचौ । 
निपट कपट कौ छाँडि, अटपरी इंद्रिय बस राखहि किन पाँचौ ! 
सुमिरन कथा सदा सुखदायक, बिषधर बिषय बिषम बिष बाँचौ । 


सूरदास प्रभु हित के सुमिरो ( जो, तौ) आनँद करिके नाँचौ ॥ 
-—सूरदासजी 








भात्रार्थ-समस्त ज्ञानीनन मिळजुलकर एकताके साथ 
रहें, तभी सब प्रकारकी उन्नति सम्मव है | 
ॐ सं वः पृच्यन्तां तन्वः सं मनांसि समु चता: । 
सं वोऽयं ब्रह्मणस्पतिभंगः सं वो अजीरामत्‌ ॥ ९ ॥ 
( अथब० ६ । ७४। १) 
शुब्दा्थ-वः तन्व:-आपके शरीर । सं एच्यन्ताम्‌-मिलकर्‌ 
रहें मनांसि सं-मन मिलकर रहें | ब्रताः-कर्म मिलकर होते 
रहें | अयम्‌-यह्‌ । ब्रह्मणः पतिः भगः-ज्ञानपालक ऐश्वर्य 
युक्त प्रभु | वः सं सं अजीगमत्‌-आप सबको मिलाकर रखें । 


स्वार्थ राष्ट्र, समाजके निर्माणः करनेवालोंको उचित है 
कि वे अपने शरीर, मन और कर्मसे समाज और राष्ट्रमै 
समता--एकता स्थापित करें । किसी प्रकार भी परस्पर विरोध 
खड़ा न करें । 


ज्ञानी और शूर पुरुषोंकी एकतासे ही राष्ट्र और 
समाज उन्नति करते हैं 
ॐ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्जौ चरतः सह । 
तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना ॥१०॥ 
( यजुवंद २० । २५ ) 

शब्दार्थ-यत्र-जहाँ ( जिस राष्ट्रमै ) | ब्रह्म च-ज्ञानीलोग 
( और ) क्षत्र च-झूरबीर लोग | सम्यज्जौ-मिल-जुलकर | 
सह-साथ-साथ | चरतः-परस्पर व्यवहार करते हैं। और 
यत्र-जहाँ | देवाः-व्यवद्दारकुशळ ज्ञानीलोग | अभ्निना-तेजके | 
सह-साथ रहते हैं या अग्रणी नेता बनकर रहते हैं | तम्र--उस | 
लोकम्‌-देशको ही। पुण्मम-पुण्यकारक ओर प्रज्ञेषम: बुद्धिसे 
्रापतव्य समझा जाता है । 

आवार्थ-जिस राष्ट्रमै या समाजमें ज्ञानी ओर शूरवीर 
परस्पर मिलकर रहते हैं, वह राष्ट्र और बह समाज निश्चय ही- 
पुण्यलोक अर्थात्‌ स्वर्ग हो जाता दै, जहाँ सब प्रकारका सुख 
ऐश्वर्य विराजता है । 


EE 


SE 





| 


RR क मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका * | 
MC ० भ | 
उपनिषद्में मानवता | 

( रेखक--त्रीरघुनाथजी काव्य-व्याकरणतीर्थ ) 9 


वर्तमान युगको बहुत-से लोग “मानवताका युग? कहते 
हैं। पाश्चात्य मतका अनुसरण करनेवाले स्वाधीनता, विश्व- 
आतृत्वकी स्थापना आदिके द्वारा मानवताको प्रतिष्ठित करने- 
की चेष्टा कर रहे हैं। वे मानवताको विचार-बुद्धि ( २2४।०००- 
1109 ) के द्वारा संस्थापित करना चाहते हैं । इसीके द्वारा 
सविचारवाद्‌ ( २4001911511 ) का जन्म हुआ है | इस 
मतके साथ उपनिषदोंका मौलिक भेद है । येबहिर्मुखी हैं और 
उपनिषद्‌ अन्तर्मुखी हैं । 


(उपनिषद्‌? शब्दके द्वारा ही इसकी उपयोगिता समझमें 
आ जाती है । निकटस्थ होना ही उपनिषद्‌ है । तब प्रश्न 
होता है कि किसके निकटस्थ होना १_ज्रह्मके । उपनिषद्‌ 
विचारप्रधान और ब्रह्मविद्याके परिपोषक हैं । इस मतसे 
त्रिगुणातीत पूर्णब्रह्ममें प्रतिष्ठित हुए बिना पूर्ण मानवत्व या 
मानवता नहीं प्रास हो सकती । इस लक्ष्यकी ओर जानेका 
प्रशस्त राजमार्ग दै-दाञ्जःविधि | ब्रह्म निर्गुण भी है और 
सगुण भी । आस्मशुद्धिके लिये पहले सगुण ब्रह्मकी उपासना 
प्रशस्त है । उपासनाका मूल उद्देश्य है देहात्मबोधको विलुस 
करना । इस विछ॒प्तिकी साधनाके लिये कतिपय विशेष गुणों- 
की चर्चा या इद्धि करना आवश्यक है । उनमें पहले ही 
दृष्टिको आकर्षित करती है--“अग्भ्रता? ( अलोडपता )। 


ईशा वास्यमिद< सर्व यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मा गृधः कस्यस्विदूधनम्‌ ॥ 
( ईशोपनिषद्‌ १ ) 
जगतूके सत्र पदारथोमें ईश्वर परिव्यास है, अर्थात्‌ ईश्वर 
या ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है | इसको जानकर) इसी कारण 
त्यागके द्वारा भोग करे । किसीके भी धनकी आकाङ्का न करे । 
इसके लिये निलोम होना पढेगा- दूसरेका अर्थ देखकर लोभ 
होता है । लोभके कारण उसकी प्रासिके लिये नाना प्रकारके 
असद्‌ उपायोंका अवलम्बन किया जाता है या इर्घ्यांदि 
मानसिक विकारोके द्वारा श्रेयपथसे च्युत होना पड़ता है । 
लोमसे पाप और पापसे नाश होता है । अतएव पहले 
नि्लोभी होना पड़ेगा ।-अब प्रश्न हो सकता है कि इसके ल्यि 
झ्या करना चाहिये चलना चाहिये ।--त्यागके द्वारा 
मोग करना चाहिये । एकमात्र ब्रह्म सत्य है, और कुछ सत्य 


नही, अतएव काम्य भी नहीं है । परंतु देहधारणके झि 
यहच्छा-लाभमें संतुष्ट रहकर जीवन-यापन करना होगा | 
इस प्रकारकी जीवन-यात्राकी प्रणाली बनानी पड़ेगी, जिससे 
सत्तगुणकी वृद्धि हो । सत्वणुणसे गुणातीत हुआ जा सकेगा | 
इसके लिये आवश्यकता है--- 

अहिँसासत्यमस्तेयब्रह्मचयापरिग्रहाः । 

अक्रोधो गुरुछुश्रूषा शोचं संतोष आर्जवम्‌ ॥ 

( शारीरकोपनिषद्‌ ४ ) 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य? अपरिग्रह, अक्रोध) 
गुरुशुभूषा शौच, संतोष और सरलता--इन गुणोंकी बृद्धि 
करनी होगी । इन गुणोंकी वृद्धि करनेके लिये आत्मबछ 
चाहिये । यह बलवानूके लिये ही सम्भव है । दुर्बल व्यक्तिमै 
इढ़ताके अभावके कारण मतकी या आचरणकी स्थिरता 
नहीं होती | इसी कारण उपनिषद्‌ कहते हैं-_“नायमात्मा 7 
बलहीनेन छभ्यः ।' सारे गुण एकबारगी दिखलायी नहीं 
देते । परंतु जिस किसी गुणका आश्रय लेकर मानवताकी 
प्राप्ति की जा सकती है, उसका यथेष्ट निदर्शन देखनेमें आता 
है।इस प्रसङ्गमे जबालासत्यकाम और गौतमके उपाख्यान: 
की बात ध्यानमें आती है । 


सत्यकामने माता जब्रालासे पूछा--मेरा गोत्र क्या 


है १: उत्तरमें माताने बतलाया कि “अतिथियोंकी सेवा और 


लज्जाके कारण सत्यकामके पितासे गोत्र जाननेका अबसर न 
मिला । योवनमें तुमको जब प्रास किया, उस समय तुम्हारे 
पिताका देहावसान हो जानेके कारण डुःखकी पीड़ासे गोत्र जानना 
सम्भव न हो सका । जब समय हुआ, तब बूढ़े लोग भी गत 
हो गये थे | इसल्यि गोत्र न जान सकी | मैं जबाला हूँ 

और तुम सत्यकाम हो । अतएव अपना परिचय तुम जाबाल 
सत्यकाम देना |? 

सा हैनमुवाच नाहमेतद्वेद तात द्वोत्रस्त्वमसि 
स चरन्ती परिचारिणी यौवने स्वामपळमे साहमेतन्न 
i जबाळा तु नामाइमस्मि सत्यकामो 

से सत्यकाम एव जाबालो छुवीथा इति । 


( छान्दोग्य० ४ । ४ । २ ) 
सत्यकाम t 
सत्यकाम गौतमके पास जाकर सरल भावसे सत्य-सत्य 


गया । गोतमने कहा, खुम ब्राह्मण अर्थात्‌ पूर्ण 


# स्व० कार्तिकचन्द्र रायकी खामिभक्ति ॐ 


३०३ 





त 


मानवताकी प्रातिके अधिकारी हो ।? सत्यकामका उपनयन 
किया गया । गायकी सेवामै नियुक्त करके गुरुने उससे 
कहा--जब गाये एक सहस्र हो जायें, तब आना । 
होवाच नैतदव्राह्मणो विवक्तुमहँति । 

( छान्दो० ४। ४ । ५ ) 


त" 


वह गुरुके आदेशको शिरोधार्य करके वन-वन गायें 
चराने लगा और समयानुसार संध्योपासन आदि करता 
रहा । ब्रह्मने अपने स्वरूपका वृषादिके द्वारा उपदेश किया; 
पर सत्यकाम इसमें दृदप्रतिज्ञ रहा कि यदि गुरुदेव ब्रह्मका 
उपदेश करेंगे तभी वह ग्राह्य होगा, अन्यथा ग्रहण करने 
योग्य नहीँ |! 


शिष्य एक सहस गायें लेकर गुरुके आश्रमम लौटा । 
शिष्यको देखते ही वे समझ गये कि “इसको परमकाम्य ब्रह्म- 
विद्या प्राप्त हो गयी है । इसका मानव-जन्म सार्थक हो गया 
है । इसे यथार्थ मानवता प्रात हो गयी है |? 


उपनिषद्में मानवताके अर्थमे ब्रह्मज्ञान ही लिया गया 
है । ब्रह्मज्ञान ही मानवता है । बहुतेरे यह सोचते हैं कि 
मानवताका विनाश नहीँ होता । यहाँ हम यह कह सकते हैं कि 
वे ब्रहमज्ञानका ही समर्थन करते हैं; क्योंकि ब्रह्म ही 
अविनाशी और अप्रतिहत है । मनुष्य-जीवनका उद्देश्य ही 
है मानवता अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति ! अन्यथा मानवता- 
विहीन मानव “मानवः-पदःवाच्य ही नहीं है। 


—~S 0० मका" 


ख० कार्तिकचन्द्र रायकी खामिभक्ति 


( छेखक--श्रीवह्ठभदासजी विज्ञान ब्रजेश, हिंदी-साहित्यरल, साहित्यालंकार ) 


प्रसिद्ध बंगाली कवि श्रीद्विजेन्द्रलाल रायके पिता श्रीकार्तिक- 
चन्द्र राय कृष्णनगरके महाराजाके दीवान थे । राज्यका सारा 
प्रबन्ध उन्हींके हाथोंमें था । राज्यकी अवस्था उस समय 
अच्छी नहीं थी, इसलिये महाराजासे उन्हें केवल सौ रुपया 
मासिक वेतन मिलता था; पर श्रीकार्तिकचन्द्र अपने 
कर्तव्यपालनमै इतने दृढ़ थे कि उनके सुप्रबन्धकी चर्चा 
नदियाके मजिस्ट्रेट और प्रेसीडेंसी कमिश्नरके द्वारा ऊँचे 
हल्कोंमे पहुँची । बड़ीबड़ी सरकारी नौकरियोंके 
प्रस्ताव उनके पास आने लगे । उनमें एक जगह तीन सो 
रुपये मासिक तककी थी) परंतु कार्तिकचन्द्रजीने सधन्यवाद 
अस्वीकार कर दिया । 

इसके बाद एक जगहका प्रस्ताव उनके पास और भी 
आया, जिसके द्वारा उन्हे पाँच सो रुपये मासिक वेतन 
मिल सकता था । लोगांको यह जानकर बडा आश्रयं हुआ 
कि इस जगहके लिये भी कार्तिकचन्द्रने यह कहकर अस्वीकृति 
भेज की कि महासंजको उनकी सेवाओंकी बडी आवश्यकता 






है---चाहे वे उन्हें अधिक वेतन न दे सके) किंतु उनपर वे 
बहुत मेहरबान हैं और बहुत भरोसा रखते हैं । उन्होंने यह 
भी लिखा कि महाराजकी सेवामै रहते हुए उन्हें एक जमाना 
गुजर गया है और अब इस छोटेसे वेतनमें निर्बाह 
करनेकी आदत उन्हें पड़ गयी है--यहॉतक कि जबतक 
सरकारी प्रस्ताव उनके पास नहीं आये थे, तबतक तो उनके 
च्यानमे भी यह बात नहीं आयी थी कि उनका वर्तमान 
वेतन बहुत कम है । उन्होंने लिखा कि ऐसे समयमै, जब कि 
महाराजकी आवश्यकता बड़ी है उन्हें ऊँचे वेतनके 
विचारसे छोड़कर चले जाना परले दर्जकी नमकहरामी 
होगी । 

यह भला आदमी उस समयतक महाराजकी सेवा 
करता रहा, जबतक कि उसके हाथ-पाँव चलते रहे | 
अपने खामीके प्रति भक्तिमावका इससे अच्छा उदाहरण 
मिलना कठिन है । अच्छी तरह जीवन बितानेके इतने 
प्रलोमन ठुकरा देना कोई मामुली बात नहीं है। 





परमार्थका ९१, 
३०४ के मानव बही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 











त्याग--विलक्षण बलिदान 


पुरोहितका प्राणार्पण 
बात अत्यन्त छोटी थी; पर बड़ी बन गयी) राणा प्रताप 
अपने लघुभाई शक्तिसिंहके साथ शिकार खेलने निकले थे | 
उनके साथ उनके पुरोहित तथा अन्यान्य बीर सरदार भी थे | 
बनभे कोलाहल मच गया । पशु-पक्षी अपने प्राण ले 
भागे । तीक्ष्ण शरोंके आघातसे कितने पशु पथ्वीपर लोट गये | 
सामने भागता एक मृग दीखा । दोनों बन्धुओनि एड़ लगायी 
और घोड़े दौड़ पड़े | कुछ ही देर बाद मृग धरतीपर गिरकर 
छटपटाने लगा । 
संयोगकी बात थी । दोनों बन्धुओंने शर-संघान कर 
साथ ही अपने-अपने तीक्षण शर छोड़े थे और दोनोंके ही 
शर एक ही साथ मृगके शरीरे घस गये थे । 
“यह मृग मेरे शरसे घायल हुआ है ।' सगर्वं राणा 
प्रतापने कहा । 
“नहीँ, इसे तो मैने मारा है | शक्तिसिंहने प्रत्युत्तर 
दिया । 
“असत्य | इसे सर्वप्रथम मेरा शर लगा है |: प्रतापने कहा | 
(बिल्कुल नहीं, पहले मेरा तीर इसे लगा था |? 
शक्तिसिंहने बलपूर्वक कहा | 
बात बढी और निर्णयार्थ दोनों बन्धुओनि अपनी-अपनी 
तलवार निकाल ली । गये थे शिकार खेलने और “प्रथम शर 
किसका लगा?--इसके निर्णयार्थ एक-दूसरेके प्राण लेनेपर 
तुल गये । तलवारोंका वार होने लगा । सरदार सब चकित 
थे । उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी | पवित्र चित्तीड- 
मेदिनीका एक नररत्न समाप्त हुआ चाहता था | 
पुरोहित नहीं सह सके | दोनोंके बीच खड़े हो गये 
और दोनोंको समझाने गे । पर वे सिंहृददय अपनी 
आनपर मरमिटनेके लिये तुल गये थे । 
अचानक उनकी तल्वारें रुकीं। वे दोनों सन्न रह 
गये । उन्होंने देखा, पुरोहितने अपनी तीक्ष्ण कटारको अपने 
वक्षके पार कर दिया था और रक्तसे लथपथ होकर धरतीपर 
तड़प रहे थे । 
दोनों भाई पश्चाचाप कर रहे थे, पर अपने प्राणापणकी 
सफलता देखकर पुरोहितने मुस्कराते हुए अपनी आँखें वंद 


कर लीं--सदाके लिये ! 


महान्‌ पन्ना 

पन्नाके एक पुत्र था चन्दन, किंतु स्वगींया रानी 
करुणावती और राणा साँगाके कनिष्ठ पुत्र उदयसिंहका भी 
लालन-पालन वही कर रही थी | चन्दन और उदयसिंह 
उसके दो नेत्र थे । अयोग्य विक्रमादित्यके राज्यसे पृथक कर 
देनेपर उदयसिंह वनवीर दासीपुत्रकी संरक्षार्मे उत्तराधिकारी 
घोषित हुए थे । वनवीर मेवाइपर निष्कण्टक राज्य करना 
चाहता था | 

(कुटिल वनवीरने विक्रमादित्यकी हत्या कर दी है और 
इधर ही आ रहा है | नीरव निशीथमें बारी घबराता हुआ 
पन्नाके पास जाकर डरते-डरते बोला “शायद वह राजकुमारको 
भी समाप्त कर देगा |? 

(उदयको तुम टोकरीमै पत्तलोंके नीचे छिपाकर तुरत 
भाग जाओ ।? अत्यन्त धैयसे पन्नाने निवेदन किया । “वीरा 
नदीके तटपर मेरी प्रतीक्षा करना ।' 

निद्रित उदयको उसी प्रकार टोकरेमें पत्तरलोके नीचे 
छिपाकर बारी बाहर निकल गया । पन्नाका हृदय जोरसे 
धड़क रहा था | पर वह मौन तथा शान्त थी | 

'कुमार कहाँ दै १? दुष्ट वनवीरने पन्नासे पूछा | उसके 
हाथमै रक्तपिपासु नझ तलवार थी | 

पन्नाने अपने पुत्रकी ओर तर्जनी उठायी ही क्रि बन- 
वीरकी तरवार उठी और बाळक्रका सिर धड़से प्रथक हो 
गया । एक चीख भी न निकल सकी । पन्नाके मातृ-हृदयकी 
अवस्थाका चित्रण केसे हो ! 

> > > 
पन्नाने अपने मृत बालकका अन्तिम संस्कार वीराके तटपर 
किया और उदयको लेकर मेवाड़से दूर चली गयी । 

“अपने राजाकी रक्षा करो |? सर्वत्र निराश होकर पन्ना 

देयराके शासक आशाशाहके पास पहुँची ओर उदयको उनकी 
गोदमें डाल दिया । : 
xX २८. > 

इतिहास साक्षी है, वनवीरके कुकमाँका उसे भरपूर फल 
मिला | उदयसिंह मेवाडके सिंहासनपर आरूढ़ हुए । 5 
तया मक दा जळ चरण-स्पर्श किये । 

OF लकात NE खादर लिखते हैं । 


त र त. या MR ° ° 


र 


0113 lb 


भटे 





ब्र 
). कि. ५ 


क 
6 

| 

ज्र 








Pons nC de EEE 








$ उपनिषदौमे मानवताका उत्कृष्ट आदर्श + 


३०५ 





उपनिषदोंमें मानवताका उत्कृष्ट आदर 


( लेखक--प्रो ० श्रीगजाननजी शमी एम्‌० ए० ) 


भारतभूमिमें सर्वप्रथम मानवताके सर्वाच्च लक्ष्यकी उदू- 
घोषणा हुई थी । यही वह भूमि है, जहाँ सर्वप्रथम सर्वात्मधर्म- 
का साक्षात्कार किया गया । यही वह धर्मभूमि हे, जहां 
सर्वप्रथम अहिँसारूपी परम धर्मको व्यावहारिक रूप प्रदान 
क्रिया गया और जहाँसे उच्च मानवीय संदेश बृहत्तर भारत--- 
तिब्बत, चीन; जापान, कोरिया; लङ्का, मल्यद्वीप, सुदूर भारतीय 
द्वीपसमूह और मध्य एशियातक पहुँचा था । यहाँ एक ऐसे 
समन्वयात्मक ओर सहिष्णु सनातनधमंका प्रचार रहा हं, 
जिसने शक; युहि) यवन) हूण, आभीर, अफगान) मुगल, 
अंगरेज आदि कितनी ही जातियोके सम्पक्रमे आकर उनको 
प्रभावित क्रिया तथा उनकी धर्म-साधनाको अपने अङ्कम 
सहर्ष स्थान दिया | इनमेंसे अनेक जातियाँ तो इस व्यापक 
धर्ममे इस प्रकार विलीन हो गयौँ कि उनका कहीं अस्तित्व ही 
नहीं ज्ञात होता । इस महान्‌ धर्मके महिमामय रूपका 
साक्षात्कार करनेके लिये हमें उपनिषदोंकी शरणमें जाना पड़ता 
है । उपनिषद्‌ भारतीय तच्वज्ञानक्रे अजख खोत हैं । प्रागे- 
तिहासिक काळसे औपनिषद ज्ञान भारतीयोंका सवख रहा है | 
भारतीय महर्षियोंने तखज्ञानमै ही धमंसाधना ऑर आचार 
मीमांसाका समन्वय किया है । इनका रूप इस प्रकार परस्पर 
मिला-जुला है कि इन्हें पाश्चात्य विश्लेषणात्मक बुद्धि 
सहज ही समझ नहीं पायी है । भारतीय तत्वज्ञान मानव- 
जीवनका परम उद्देश्य मुक्ति मानता है । धर्म उसका माग है) 
किंतु धर्मे मी “अम्युदय” ओर ५निःश्रेयस” अभिन्न रूपसें 
संस्थित हैं | आचार प्रथम धर्म है । यहाँ दर्शन बुद्धिका 
ऊहापोह नहीं है, वरं मन्त्र-द्रष्टा, जीवनके परम-धर्म या 
सत्यको साक्षात्‌ करनेवाले महर्षियोंके अनुभवका नवनीत हि | 
अतः उपनिषदोंम मानवके सर्वोच्च हितका वर्णन है । मानव- 
मात्रके श्रेयतत्वका संनिवेश करके इन महात्माओंने अपने 
आचरण और उपदेकोंद्रार मानबताका उत्कृष्ट आदर्श 
प्रस्तुत किया है । उन्होंने उस समय स्वतन्त्ररूपसे नैतिक 
गुणोंपर अपने विचार प्रकट नहीं किये; किंतु उन्होंने जीव- 
मुक्त महात्माका जो आदर्श प्रस्तुत किया है? उसमें सभी 
उच्च कोटिके मानवीय गुण अपने उज्ज्वलतम रूपमै समाविष्ट 
हो गये हैं | आइये, हम इसपर संक्षेपम विचार करें | 
प्रायः यह माना जाता है कि उपनिषरदोमे इस लोककी) 


मा० अं० ३९ 


सांसारिक जीवनकी सर्वथा उपेक्षा की गयी हैं; किंतु उपनिषदोके 
अध्ययनसे यह धारणा भ्रान्त सिद्ध होती है । उपनिषदोंके 
ऋषि तो केवळ दारीरको और इस संसारको ही सव कुछ 
माननेवाले मोहकी निन्दा करते हैं । हिंुओंमे गोको बहुत 
पवित्र माना जाता है । उसे “माता” विशेषणसे अभिहित करके 
उसमें पूज्य-बुद्धि की गयी है; “किंतु उपनिषद्‌ मानवको सष्टिका 
सबसे सुन्दर ओर श्रेष्ठ प्राणी मानते हैं | देवताओंने अपने 
आश्रय-स्थानके लिये भी मानव-शरीरको ही स्वीकार किया था 
और कहा था--“पुरुषो वाव सुकृतम्‌ ॥---अर्थात्‌ निश्चय 
पुरुष ही सुन्दर रचना है । देवताओंने गौको भी अपना 
आयतन बनाना स्वीकार नहीं किया । परमात्मा भी 
इसकी मूर्द्धा विदीर्ण करके इसमें अनुप्रविष्ट हो गये | 
बह प्रभु नखसे शिखातक उसमें व्याप्त हे । इस प्रकार 
मानव-शरीर देवोंका आयतन और भगवानका मन्दिर है । यह 
शरीर बार-बार नहीं मिळता, अतः इस कमभूमिपर आकर 
अत्यन्त दुर्लभ मानव-शरीरको पाकर अपने वास्तविक खरूप- 
को पहचान लेना चाहिये । “नर” की करनीसे “नारायण! 
बन जाना चाहिये, अन्यथा बड़ा अनर्थ होगा | यदि इस 
अलभ्य अवसरको पाकर मानवताके उत्कृष्ट आदशको प्राप्त 
नहीं किया तो फिर हाथ मलकर पछताना ही हाथ रहेगा । 
इस दृष्टिसे मानवको उद्बोधन दिया गया है । यहीँ सत्यके 
ज्ञानद्वारा अमृतत्वकी उपलब्धि हो सकती है । कोई यदि मोहः 
दृष्टिके विरोध और जागतिक्रे संदेशको भी उपेक्षा या निन्दा 
कहे तो उसकी बुद्धिपर तरस आता है । संसार भी ब्रह्मः 
रूप है । उपनिषदोंम अनेक सांसारिक वस्तुओको ब्रह्मरूप 
मानकर उपासना करनेका विधान है । अतः इस संसारकी 
भी निन्दा नहीं की जा सकती । जहाँ संसारकी निन्दा है, 
वहाँ भी मोह-दृष्टिकी निन्दा है । संसारके प्रति एकान्त 


___ . जि SR त 
१. ऐतरेयोपनिषद ( १। २। ३ )। 
२. स एतमेव सीमानं विदायैतया द्वारा प्रापद्यत । ( ऐ० उ० 
१।३।१२) 
३, इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
(केनोपनिषद्‌ २ । ५) | 
५, सर्व खल्विदं बरह्म। ( छा० उ० ३ | १४। ९ ) 


323. € 


३०६ 
~ 

अनुराग प्रेय मार्ग है ओर इंश्वरके प्रति--मानवताके 
“अभ्युदय ओर निःश्रेयस?के प्रति निष्ठा श्रे है । मानबको 
श्रेष-मार्गका अवलम्बन करना चाहिये । श्रेय और प्रेम मिले- 
जुळे मानवके सम्मुख आते हैं । प्रेम अपने साथ तात्कालिक 
सुख लिये रहता है, अतः मानवका उसके प्रति सहज आकर्षण 
हो जाता हे और वह अशुभ मार्ग या कुयथका पथिक 
हो जाता हे । मानवको बारबार प्रयत्न करके पुरुषार्थके 
साथ वासनारूपी नदीको अशुभ सार्गकी ओर प्रवाहित होनेसे 
रोकना चाहिये और उसे झुभ मार्गपर नियोजित करना 
चाहिये । मनुष्यको अपने स्वार्थ और क्षणिक सुखके प्रो भन- 
में फँसकर मानवताके उच्च लक्ष्यको नहीं भुलाना चाहिये-- 


% मानव वही 


~ 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत- 
स्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीर: । 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो व्रृणीते 
प्रयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥' 
झुभाझुभाभ्यां सागोभ्यां वहन्ती वासनासरित्‌ । 
पौरुषेण प्रयत्तेन योजनीया झुभे पथि ॥ 
“श्रेय और प्रेय? के समान ही विद्या-अविद्याका विचार 
भी मानवताके उच्च ध्येयकी प्राप्तिके लिये अनिवार्य है । 
साधारणतः श्रेय-मार्गकी ओर ले जानेवाली “विद्या? है और 
्रेय-मार्गकी ओर छे जानेचाली “अविद्या? है | विद्या है--ज्ञान+ 
अभेद, एकत्व; और अविद्या है--अविवेक, अज्ञान, भेद 
और द्वैतकी भावना । सभी प्रकारके भेद-प्रमेद, चाहे वे 
भौतिक हाँ चाहे आध्यात्मिक, अविद्याके कारण हैं । मानव- 
मात्रमै भेद बुद्धि अज्ञान दै, मूर्खता है फिर भेद स्त्री-पुरुषका 
भेद» देश-भेद) धर्म-मेद+ साम्प्रदायिक भेद, वर्णभेद, प्रान्त- 
भेद, जाति-भेद, भाषा-भेद आदि ही क्‍यों न हो । भेद-बुद्धि 
अन्धकार है, असत्‌ है, मृत्यु है । एक सार्वभौम मानवताका 
दर्शन प्रकाशका मार्ग है, सतूका पथ हे और यही अमरत्व है । 
इसलिये उपनिषदाँके ऋषि परमात्मासे प्रार्थना करते हुँ - 
असतो मा सदू गमय । 
तमसों म' ज्योतिगसय । 
मृत्योमाख्तं रामय । 
विश्वमै कहीं मी दैत है ही नहीं, अतः मानव-मानवमे मी 
SE पावरा या 
१. (कठ० उ० १।२।२) 
र सुक्तिकोपनिषद्‌ २।६) 
३. ( बहदार॒ण्यक उ० ९ ।२। २८) 


जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


AAA 











क 2 


~ 00 (७ 
किसी प्रकारका भेद-भाव नहीं किया जा सकता | नाम-रुपास्मक 


भेद जो साधारणतः दृष्टिगोचर हैं, वे वाणीके विकारमात्र र 
समी भेद व्यावहारिक हैं--कहने भरके लिये हैं, अत; मथा 
हैं | पारमार्थिक हट्स पूर्ण अद्वैत है, अभेद है । जो इस प 
सावंभोम अखण्ड मानवतामै भेद देखते हैं, उनकी दुर्गतिका 
वर्णन कितने स्पष्ट और तीखे शब्दोंमें ऋषियोंने किया हि 


कप 


तदसुत्र  यदसुत्र तदन्विह । 
सत्यो:स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥) 


पय ८ 
दद्रा 
XA 


यदेवेह 


i) 


अपने अज्ञान या भेदरूपी मृत्युले मृत्युको 
। ओर भी कहा है-- 


ज्ञ 


प्राप्त होता है 


अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥* 
अतएव मनुष्यका कल्याण इसीमें है कि वह विद्या और 
अविद्या--दोनोंको एक साथ जाने । अविद्याक्री परख करके-- 


सभी प्रकारकी भेद-बुद्धियोंकी परीक्षा करके उससे भेद ह) 


या द्वेतरूपी मृत्युको 
अमरत्व प्रात करे 0 


पारकर विद्यासे, अभेद-ज्ञानसे 
कोप्रीतकिब्राझ्मणोपनिषद्मे एक सुन्दर उल्लेखनीय प्रसङ्ग 
हैं | दवासुरुसंग्राममे राजा दिवोदासके पुत्र प्रतर्दनने जो युद्ध- 
से खे ८ 

नशर आर पुरुषार्थ प्रदर्शित किया, उससे संतुष्ट होकर 
देवराज इन्द्रने उन्हें वर देना चाह 


14 


हा | तब प्रतर्दनने कहा- 
(देवराज ! आप खयं ही मेरे लिये ऐसा वर वरण कीजिये) 
जिसे आप मनुष्योंके लिये अत्यन्त कल्याणकारी मानते हों |” 
तब इन्द्रने आत्मा-रूपसे प्राणकी महिमा बतलायी, प्राण और 
रज्ञा अभेदका प्रतिपादन किया | यही आत्मा है | वही 
आत्मा सर्वत्र समानरूपे व्यात है | 


ईश्ावास्योपनिषद्‌ डंकेकी चोट मानवक श्रेष्ठ कर्तव्यकी 
घोषणा करता है । संसारमै जो भी कुछ है, वह ईश्वरके द्वारा 
आच्छादन करने योग्य है | कोई मी प्या सण भोग्य ई भी वस्तु ऐसी नहीं दै. दि 
१. (कठ० उ० २ | ९ । १०) 
२. ( कठ० उ०१।२॥५ ) 
३. विद्या चाविद्या च ` यस्तद्वेदोभय सह । 
अविचया मृत्युं तत्वा विद्ययामृतम्रइनुते ॥ (ईशा०उ०१ १) 
स होवाच प्रतर्दनस्त्वमेच वृणीष्व यं त्वे मनुष्याय ` हिततमं 
मन्यस इति | (को० ३ | १). 


¥. 


१५ गक 
र 


>” 


> उपनिषदोमे मानवताका उत्कृष्ट आदरा * 








२०७ 











चाहे वह स्थावर हो चाहे जङ्गम--जिसमें सर्वव्यापी प्रभु न 
हो। जो कुछ मी है, वह उसीका रूप हैं और उसका 
मालिक भी वही है । हमें जो कुछ भी प्राप्त दै, उसका त्याग- 
भावसे भोग करना चाहिये । उसमें ममत्व या मोह नहीं 
होना चाहिये । इसके साथ उपनिषद्की आज्ञा है कि किसी- 
की सम्पत्तिका लालच मत करो | किसीकी सम्पत्ति लेनेकी 
इच्छाका निषेध किया गया है। दूसरोंकी सम्पत्तिको हड्पनेकी 
इच्छा ही सभी अनथॉकी जड़ है । कोई श्रमरूप धन हड़पना 
चाहता है, कोई रुपया-पैंसा-रूप सम्पत्ति छूटना चाहता है; 
कोई अनोखे ढंगसे धर्म, सिद्धान्त आदि साधनाओंका 
अपहरण करना चाहता है । इस ग्रश्न-दृश्टिके कारण संसार 
नरक-कुण्ड बना जा रहा है । जबतक मनुष्य अपनी न्यायो- 
चित मार्गसे उपार्जित सम्पत्तिका त्याग-भावसे उपभोग करने 
और दूसरोंकी सम्पत्तिपर छाल्चभरी निगाह न डालनेका व्रत 
नहीं ले लेता, तबतक मानवतापर आघात होते रहेंगे--चाहे 
इन आघ्रातों या आक्रमणोंकी उपनिवेशोंके रक्षण, प्रजातन्त्रकी 
रक्षा) सर्वहाराका संरक्षण, देशभक्ति; मानव-सेवा आदि-आदि 
मधुर नाम क्यों न दिये जाये । मानवके पतनका मूल कारण 
ऋषियोंने पहचाना है । यही आजके पीड़ित मानवको 
मुक्त करनेका स्थायी उपाय है। 
उपनिषदोमे इसी सिद्धान्तकी कई प्रकारसे पुनरुक्ति की 
गयी है । जो महापुरुष सर्वत्र परमात्माके या आत्माके दर्शन 
करता है, वही वास्तवमे देखता है; क्योंकि जो सम्पूर्ण 
भूतोंको आत्मामें ही देखता है ओर समस्त भूतोंमे मी 
आत्माको ही देखता है, वह किसीसे घुणा नहीं करता । कारण, 
घुणाके लिये अन्यकी सत्ता या भेद-दृष्टि होनी चाहिये । जिस 
समय ज्ञानीके लिये सभी प्राणी आत्मरूप ही हो जाते हैं, फिर 
उस एकत्व या अभेद देखनेवाले विद्वानके लिये केसा शोक 
और कैसा मोह | वह शोक और मोह कर ही कैसे सकता है। 
जब दूसरा कोई है ही नहीं, तब उसे किससे द्वेष हो और कैसे 


भय हो | पूर्ण अद्वैतावस्थाको प्राप्त पुरुष सभी प्राणियोंकी अपनेमें 
ला 00000. म SM 


१. ईशा वास्यमिद्‌ सर्व यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भु्जीथा मा ग्रध: कखखिद्धनम्‌॥(ईशा० १) 
२. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 

सर्वभूतेषु चात्मानं तत न विजुग्॒प्सते ॥(ईशा०६) 
३. यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूद्‌ विजानतः । 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ (इशा० ७) 
४. द्वितीयाह्वै भयं भवति । ( इहदारण्यक० १ । ४ । २ ) 





स्थित देखता है। वह इसी लोकम अविद्याकी ग्रन्थिका छेदन कर 
डालता है । उसके सारे संशय छिन्नःभिन्न होकर नष्ट हो जाते 
हैं | वह पाप-पुण्य) कर्म-अकर्मके वन्धनसे सर्वथा छूट जाता 
है। बह मरणधर्मा मानव अमर हो जाता है । वह ज्ञानी 
निरञ्जन, सर्वज्ञ ओर स्वरूप हो जाता है । उसके मनमै कोई 
कामना नहीँ रहती । वह ब्रह्मरूप हो जाता है । इस खितिमै 
वह आप्तकाम, आत्मकाम अकाम होकर आत्मरति और 
आत्मक्रीड वन जाता है । जब उसके मनमै कोई कामना 
ही नहीं रहती, तब वह गरीरकी भी चिन्ता नहीं करता । 
उसका शरीर उसी प्रकार परित्यक्त पड़ा रहता है, जिस 
प्रकार सर्षकी केंचुळी सम॑द्वारा परित्यक्त पड़ी रहती ह 
ऐसे लोगोंके द्वारा सभी लोक-संग्रहके कार्य, मानव-जालिके ल्यि 
कल्याणकारी कार्य स्वाभाविकरूपसे सम्पादित होते रहते 
हैं । उनका चरित्र सर्वथा असंदिग्ध होता है । ये पूर्ण मानवता- 
की भव्य प्रतिमाके रूपमें जीवन्मुक्त विचरण करते हैं | इन्हें 
मानव-जातिके प्रकाश-स्तम्भ कहना चाहिये । इनके चरित्रके 
प्रकाशसे अज्ञानान्धकारमे भटकते हुए-संसारसागरमे तृष्णाके 
झंझावातसे दिग्भ्रान्त सांसारिक प्राणी अपने श्रेय-मार्गका अनुः 
संधान करते हैं । उपनिषद्‌ मनुप्योंको सढुपदेश देते हैं कि 
जब धर्म-अधर्मके विषयमै संशय उपस्थित हो, जहाँ कर्तेव्या- 
कर्तव्यके प्रदनपर बुद्धि किंकर्तव्यविमूढ हो जाय; जब धर्म- 
विचिकित्सा अथवा कर्म-विचिकित्साका प्रसङ्ग आ पड़े और हम 
कोई निर्णय न कर पायें, तब इन महापुरुषोंकी शरणमे जाना 
चाहिये | उस समय जैसा ये लोग आचरण किया करते हैं, 
उसी प्रकार हमे भी करना चाहिये; इसीमें हमारा कल्याण 
है । इस खितिकी प्राप्ति आत्मज्ञान या अद्वैततच्वकी 
उपळब्धिसे ही होती है । यह मानवकी परम गति है, यह 
मानवकी परम सम्पत्ति है, यह इसका परम लोक है) यही 
इसका परम आनन्द है । इस आनन्दकी सात्राके आश्रयसे 
ही अन्य प्राणी जीवित रहते हैं । 

इस सर्वोत्कृष्ट पूर्ण मानवके आदर्शक्रे सम्मुख कौन-सा 


FFG SHE Ne SS SRNR डायोड 
१. सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह । ( मुण्डक» २ । १ । १० ) 


२. ( मु० ३ । १ । ३; कठ० २।३। १४-१५ ) 

३. ( बुह० ४ । ४ । ६-७ ) 

४. ( बृहदारण्यक० ४। ४1७) 

५. ( तैत्तिरीय० १। ११। ४) fT 

६. सलिल एको दृष्टादैतो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राडिति हैन 
'मनुशशास याशवल्य एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेषोऽस्य 
परमो लोक एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति । ( इहृदा० ४ । २ । २२ ) 





२०८ 


[दशके 

विश्ववन्धुल्ब, “वसुधेव कुड्म्बकम्‌?, Love your neigh 
०००४ ( अपने पड़ोसीसे प्रेम करो ), “आत्मनः प्रतिकूलानि 
परेपां न समाचरेत्‌? आदि आदर्श-प्रेम, मैत्री, करुणा; 


सत्य, अहिंसा आदिके उपदेश उसी प्रकार फीके पड़ जाते हैं, 


क तला ` उपस्थित किया जा सकता है । इस आदर्श सम्मुख 


थक ८ 
क मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 





जिस प्रकार सूर्यके सम्मुख दीपक । येसमी आदर जो 
उपदेश तो मीलके पत्थर हैं, मंज़िल नहीं; साधन हैं, साथ 
नहीं; किंतु यह पूर्ण अद्वैतावस्था परम निष्ठा है, साध्य है। 
यह मानवताका सर्वोत्कृष्ट आदर्श है । यह है पूर्ण माना 
चित्र, जो उपनिषद्‌ हमारे सामने रखते हैं | 





सच्ची मानवताका मार्ग 


[ श्रीमद्भगवद्गीताकी सदाचारबत्तीसी ] 
( ठेखक--श्रीविश्ववन्धुजी ) 


भगवद्गीताके १२ वें अध्यायके सात छोकों ( १३-- 
१९ ) में भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनके प्रति जिस परम भक्ति- 
तत्त्वका निरूपण किया है, उसे “मानवताका मान", “विश्वः 
योग? और “विश्व-धर्म! कहा जा सकता है | इस प्रसङ्गमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको जिस मार्गका दिग्दर्शन कराया है, 
वह वस्तुतः 'सच्ची मानवता? का मार्ग है । इसपर युग-युग 
और देश-देशके लोग चलते हुए मानव-जीवनकी परम सिद्विः 
का लाभ कर सकते हैं | खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके इस 
उपदेशका उपसंहार करते हुए इसे धर्म्यामृत ( गीता १२ । 
२० ) अर्थात्‌ आचरणकी दृष्टिसे साक्षात्‌ अमृत कहा है । 
विचारकर देखा जाय तो यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि 
मानव-जीवनकी परम सिद्धि और उसकी परम सम्पत्ति उसके 
सदाचारमें रहती है | प्रत्येक मानव साक्षर और विद्वान्‌ होना 
चाहिये । परंतु अभीतक ऐसा किसी देशमै भी हो नहीं पाया, 
यद्यपि इस ओर प्रयत्न सर्वत्र किया जा रहा है। यह भी 
सबको विदित है कि हो सकता है, साधन प्रात होनेपर भी 
कोई-कोई व्यक्ति साक्षर और विद्वान्‌ न हो सके । मानव- 
जनताका अधिकांश अभीतक निपट निरक्षर ही चला आता 
है । इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक मानब 
धनवान्‌ दोना चाहिये, जिससे वह दीनभावसे मुक्त रहते हुए 
अपना जीवन-निर्वाह कर सके । परंतु कौन नहीं जानता कि 
अमीतक ऐसा सौभाग्य किसी मी देशको प्रात नहीं हो पाया 
कि उसकी जनताका एक-एक व्यक्ति अर्थतः अदीन पदको 
पहुँच गया हो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदाचारको अमुतःधर्म 
बंताते हुए. मानो स्पष्टरूपसे यह सुझा रहे हैं कि जहाँ 
और अर्थवान्‌ आदि होनेमें मानव-जीवनकी शोभा है, वहाँ 
_संदाचार साक्षात, मानव-जीवनका ही दूसरा नाम समझना 


_आचारके अभावमें बल) 


चाहिये । कारण, मानव बलवान्‌, विद्वान्‌ और अर्थवान्‌ आदि 
हो, परंतु आचारवान्‌ न हो, तो वह जीता भी मरा ही होता 
है। नही, वह मरेसे भी हीनतर होता है; क्योंकि जो मृतक हो 
चुका है, वह अब कोई अनर्थ नहीं कर सकता; किंतु जो 
आचारघूत्य है, उसका श्वास-श्वास लोक-दुःखका कारण बना 


2 


रहता है | इसके विपरीत, यदि मानव आचारवान्‌ हो, परंतु ., 


बलवान्‌) विद्वान्‌, अर्थवान्‌ आदि न भी हो, तो जगतका 
व्यवहार ठीक चलता रहता है; क्योंकि वह किसीके मार्गमे 
कॉटा बनकर उसे दुखता नहीं, बर जहाँतक उसे ' सूझता है 
और उसहे बन पढ़ता दै, वह सबका हित ही करता है । 
इसलिये यह तो अच्छी बात होगी ही कि सब लोग आचार 
भान्‌ भी हों और साथ ही बलवान, विद्वान्‌ और धनवान्‌ 
भी हों; परंतु यह बात भी कदापि न भूलनी चाहिये कि 
विद्या और धन आसुरी माया वनकर 
मानव और मानवताका ~ मानवताका सत्यानाश करने लग जाते है । 


भक्ति और सदाचार लकण 
यह स्मरण रखने योग्य है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने सदाः 


चारका यह उपदेश भक्तिके प्रसङ्गमै किया है । अर्जुनने पूछा है कि 


“महाराज | भगवानके भक्त दो प्रकारके देखनेमें आते हैं । 
एक उसकी चैतन्यः 





द और दूसरे संसार-माया- 
के प्रपञ्चमै परम कारण बनकर ओत-प्रोत हुई उसकी व्यक्त 
छि पूजे तत्पर रहते हें | आप विवेक करके मुझे समझायें 

दोनों प्रकारोंमेंसे कौन-सा प्रकार बढ़िया 
UE सी उत्तरमे कहा, “हे अर्जुन ! 
दोनों ही मकार उत्तम हैं । दोनों तात्पर्य एक है, अर्थात्‌ 


४ 


| 


सच्ची मानवताका मार्ग % 


३०९ 











जीते-जागते हुए ही परम शान्त पदका लाभ करना । फिर भी 
अव्यक्त-मननका मार्ग व्यक्त-पूजनके मार्गसे अधिक कठिन 
कहा जा सकता है । उसका अधिकारी सत्य-ज्ञानमे प्रतिष्ठित 
कोई-कोई धीर, मनस्वी ही हो पाता है । संसार-मार्गके यात्री- 
के लिये यही अच्छा है कि वह असंख्य जीव-जन्तुओंके जीवन- 
परिणाममै व्यक्त हो रही भगवत्‌-सत्ताकी पूजा करनेमै निरत 
रहे । उसे चाहिये कि अपना एक-एक कर्म उसी परम सत्ताका 
आदेश समझकर करता चला जाय और उसे उसी सत्ताके 
निमित्त समर्पण करता हुआ उसके फलके प्रति उदासीन भाव- 
को धारण करे | हे अर्जुन ! जो यों करता है, वही ज्ञान- 
योगी, अम्यास-्योगी, ध्यान-योगी और कर्म-योगी होता है 


. और बही भगवानका सबसे प्रिय भक्त होता है ।? 


इस प्रकारसे उपदेश करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


सद्भक्तिको अन्ततः सदाचारमें ही प्रतिष्ठित किया है । दूसरे 


` शब्दोमिं, सदाचार ही सद-भक्ति है । सदाचारी मानव मानो 


सोते-जागते, खाते-पीते, उठते-बैठते और चलछते-फिरते हुए; 
अर्थात्‌ अपनी जीवन-चर्याकी सर्वतोमुखी भुगतान करते- 


, कराते हुए, भगवानकी भक्ति ही करता रहता है। उसकी 


एक-एक बात मगवाज्नको प्रियतम लगनेवाली स्तोत्र-पदावली 
बन जाती है | उसका एक-एक कर्म भगवानको प्रियतम लगने- 


. बाले यकी आहुतिका रूप धारण कर लेता है । उसका शरीर 
भगवानका चलता-फिरता मन्दिर हो जाता है और खयं 
भगवानका ही व्यक्त रूप वन जाता है । 


सदाचार-बत्ती सी 
: भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने मुखारविन्दद्वारा जिस सदाचार- 


“का सद्भक्तिकी पराकाष्ठाके रूपमै वर्णन किया है, वह मानव- 


जीवनकी परम साधना समझनी चाहिये । प्रत्येक सच्चे 
साधकका ध्यान उनके उक्त उपदेशमै प्रतिनिर्दिष्ट उस साधना- 
के बत्तीस अङ्गांको अपने जीवनमै धारण करनेपर लगा रहना 
चाहिये । उन बत्तीस अज्ञोंका संक्षित परिगणन निम्नलिखित 
प्रकारसे जानना चाहिये-- 

१. मन; वचन और कर्मद्वारा किसीकी हानि न करना 
और न होने देना चाहिये! : मूक शहा 


२. सबका हितेषी मित्र बनकर रहना चाहिये । 


३. जो कोई भी दुखी देख पडे, उसका दुःख दूर करने- 
के लिये उसके.प्रति सहानुभूतिद्वारा द्रवित हो जाना चाहिये | 


४. मैं भगवानकी सर्वसाधारण सत्तासे अलग. स्वतन्न - - 


सत्तासे युक्त हूँ और अमुक सम्पत्तिपर मेरा ही अविभक्त 
स्वत्व है, ऐसी अहंता और ममताकी संकीर्ण भावनासे मुक्त 
रहना चाहिये । 

५. दुःख और सुख--दोनों एक ही जीवन-पटके अंदर 
ताना-बाना बनकर ओत-ग्रोत हो रहे हैं, यों समझते हुए 
और दोनों अवस्थाओंमे मनको अडोल रखते हुए, दुःखकी 
कमी और सुखकी बढ़तीके लिये प्रयत्नशील होना चाहिये । 

६. जैसे मुझसे अज्ञान आदिके वशीभूत होकर कई 
प्रकारके अपराध हो जाते हैं, वेसे ही दूसरोंद्वारा भी होते है-- 
यह जानते हुए दूसरोंद्वारा जव हमारे प्रति कोई अपराध बन 
गया हो, तब हमें क्षमाशील होना चाहिये, आपेसे बाहर होकर 
व्यर्थ सटपटाना नहीं चाहिये । 

७. अपना कर्तव्य पूरा करते चले जाना चाहिये और 
फिर उसके फल-स्वरूप मिलनेवाले सुख अथवा दुःखके प्रति 
बेपरवा रहते हुए अभंङ्ग संतोष-बत्तिकों धारण किये रहना 
चाहिये । 

८. निरन्तर कर्म करते रहना ही वास्तविक जीवन दै 
याँ समझते हुए कुशलतापूर्वक कर्मात्मक जीवनऱयोगमे लगा 
रहना चाहिये | 


९. सर्वत्र पाये जानेवाळे कलह और अशान्तिके मूलमे 


व्यक्तिगत उच्छुङ्कठता रहती है, यों समझते हुए अपने 


जीवनमै संयम और मर्यादाको अधिक-से-अधिक मात्रामै प्रति- 
छित करना चाहिये, अर्थात्‌ अपनी आवश्यकताओंका यथा- 
सम्भव संकोच करते रहना चाहिये । 
१०. प्रत्येक परिस्थितिका पर्यालोचन करते हुए जो अपना 
धर्म अर्थात्‌ कर्तव्य सुनिश्चितरूपसे प्रतीत हो, उसपर ढ़ 
रहंना चाहिये और संशयसे विक्षिप्त होकर लड़खड़ाना नहीं 
चाहिये । 
११. हर्ष अर्थात्‌ अभिमान और अहंकारके मदसे मुक्त 
रहना चाहिये । 
१२. अमर्ष अर्थात्‌ असहिष्णुतासे मुक्त रहना चाहिये । 
१३. न स्वयं किसीसे डरना और न क्रिसीको डराना ही 
चाहिये । 
१४. प्रत्येक परिवर्तनशील परिस्थितिके अनुसार बरतते 
बरताते हुए उद्देग अर्थात्‌ घबराहट्से मुक्त रहना चाहिये । 
१५. अपने कार्य अपने दायरे करनेमै ही आत्मगौरव 





३१० 


कै मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


न्न त्यया प 55 





समझते हुए, अपेक्षा-वत्तिसे मुक्त, आत्मवद-जीवन व्यतीत 
करनेका अभ्यास करते रहना चाहिये | 





१६. मन; वचन और कर्म अर्थात्‌ लोक-व्यवहारमे शुद्ध, 
पबित्र रहना चाहिये । 

१७. अभ्यास और बुद्धिके समुचित मेल्के द्वारा अपनी 
दक्षता अर्थात्‌ कर्मकुशलता और कर्मपरायणता बढ़ाते रहना 
चाहिये । 

१८. कर्म कर चुकनेपर उसके फलके प्रति उदासीन- 
भाव अर्थात्‌ बेपरवाहीको धारण करना चाहिये और प्रस्तुत 
दूसरे कर्तव्यके प्रति अपना सारा मनोयोग देना चाहिये । 


१९. प्रतिकूल फलकी प्राप्ति होनेपर व्यथित न होकर _ 


चित्तकी शान्ति बनाये रखनी चाहिये । 

२०. अपने द्वारा किये जानेवाले प्रत्येक कर्मको विश्व- 
कर्मका एक खण्डमात्र समझते हुए, जब वह हो चुके तो उस- 
परसे अपना सारा अधिकार अर्थात्‌ स्वत्वका भाव हटाकर उसे 
भगब॒दर्पित अर्थात्‌ विश्व-कर्ममे ही लीन कर देना चाहिये । 


२१. हर्षं अर्थात्‌ विशेषरूपसे अनुकूल परिस्थितिकी 
प्राप्तिके लिये मानसिक भटकका त्याग कर देना चाहिये । 


२२. द्वेष अर्थात्‌ विशेषरूपसे प्रतिकूल परिस्थितिके 
निवारणके ल्यि मानसिक आतुरताका त्याग कर देना चाहिये । 


२३. बीती हुई प्रतिकूल बातोंका स्मरण करके शोक 
करना छोड़ देना चाहिये | 


२४- आगे आनेवाली अनुकूल बातोंकी पहलेसे आकाङ्का 
करना अर्थात्‌ मनमोदक पकाना छोड़ देना चाहिये । 


२५. अनुकूल फलका उत्पादक होनेसे कोई शुभ हो 





स 
सकेगा और प्रतिकूल फलका उत्पादक दोनेसे कोई कर्म अशुभ 
हो सकेगा- ऐसा भेद-भाव मनमै न लाकर, देश और 
काळके अनुसार जो भी कर्म कर्तव्यके रूपमै उपस्थित हो, 
उसे करते जाना चाहिये । अर्थात्‌ किसी भी कर्मको मीठा या 
कड्आ. न समझना चाहिये । 

२६. शुके प्रति और मित्रके प्रति यथायोग्य व्यवहार 
करते हुए अपनी मानसिक समताको बनाये रखना चाहिये । 

२७. मान और अपमानकी अर्थात्‌ अनुकूल और प्रति. 
कूलकी प्राप्ति होनेपर अपनी मानसिक समताको बनाये रखना 
चाहिये । त 

२८. सर्दी ओर गरमीमें एवं सुख और दुःखमै अपनी 
मानसिक समताको बनाये रखना चाहिये । 

२९. असङ्ग रहना अर्थात्‌ क्षण-क्षणमें परिवर्तनशील 
परिस्थितियोंकी किसी प्रकारकी भी स्थिर छापको मनपर नहीं 
पड़ने देना चाहिये । 


३०. कोई निन्दा करे अथवा कोई स्तुति करे, इसकी 
चिन्ता कदापि न करते हुए अपने अंदरकी तुष्टिमात्रका ध्यान 
रखते हुए अपने जीवन-योगको निबाहते रहना चाहिये । 

३१. मौन अर्थात्‌ वाणीका संयम ठीक रखते हुए 
आवश्यकता मात्रकी पूर्तिके लिये उसका उचित प्रयोग करना 
चाहिये । 


३२. प्रतिक्षण हो रहे उत्पादन और विनाशको देखते 
हुए अनिकेत-भावको धारण किये रहना अर्थात्‌ सांसारिक 
अस्थिरताके साथ ही अपनी सांसारिक परिस्थितिको भी 


स्वभावतः अस्थिर ही समझना चाहिये और अस्वाभाविक 
ख्थिरताके मोहसे अपने-आपको मुक्त रखना चाहिये । 


—— eo — 


गनिका गीध, अजामिळ 





— memes 


मेरी सुधि लीजिये 
मेरी सुधि लीजौ हो, व्रजराज | 
नहाँ जग मैं कोउ मेरौ, 


तारे, 
खर पतित पावन करि जज्ञ 


तुमहि सुधारन काज ॥ 
सवरी औ गजराज । 
"बह गहे की जाज॥ 


~ सूरदासजी 


I 


२ एक निडर बालकका परोपकारी कार्य * ३११ 


न्याय 


एक निडर बालकका परोपकारी कार्य 


( लेखक--श्रीसत्यनारायणजी चतुवेंदी, एम० ९०, शास्त्री ) 


८ 


मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि में एक ऐसे छात्रके 
कार्यके विषयमै लिखने जा रहा हूँ, जिसने अपनी जानकी 
परवा न कर हजारोंकी जान बचानेक्रे लिये सहष तयार 
हो गया । यह देवी प्रेरणा थो, जिससे वह अपने कर्तव्यके 
लिये अपनी जानतककी परवा न कर सका आर 
अपने आपको सहर्ष जोखिममै डालकर दूसरोंकी जान 
बचानेके लिये सफल प्रयत्न किया । शायद भारतके 
अधिकांश लोग इस निर्भीक छात्रको न जानते हौँ । 


लगभग तीन साल गुजर गये---अक्षयवर राय नामक 
छात्र गाजीपुर इंटर-कालेजमे पढ़ता था । वह ग्यारहर्वी 
कक्षाका छात्र था । उसे प्रतिदिन अपने घरसे शहरम 
पढनेके लिये आना पड़ता था | उसका घर दाहरस थोड़ी 
दूरीपर एक मील था । उसे स्कूल आति समय रेलवे 
लाइन पार करनी पड़ती थी । एक दिन वह पढ़नेके 
लिये घरसे शहरके लिये आ रहा था । जब वह रेल्वे 

नके नजदीक पहुँचा तो उसकी निगाह स्वाभावकरूपल 
रेलवे-लाइनकी तरफ चळ गयी । उसने देखा कि रेल्वर्का 
लाइन खराब हो गयी है, जिससे ट्रेन उलट सकता ह और 
हजारों मनुष्य कालके गालमै जा सकते हैं । 


2 


रेलवे लाइनके खराब होनेके विषयम सोच हा रहा 
था कि देखता है कि पैसेज्ञर ट्रेन आ रही है । वह 





तत्काळ अपने शरीरसे कमीज निकालकर खतरेकी सम्भावना- 
का निर्देश करने लगा । द्रेन-्राइवरने उसे ऐसा न करने- 


के ल्यि सीटीद्वारा चेतावनी दिया; लेकिन भारतमाँका 
यह लाइला सपूत, अध्यवसाय-नदका 
हिमाल्यकी भाँति अपने कर्तञ्य-पथपर्‌ अचल रहा । उस 
समय उसके मस्तिप्क्म परोपकारके सिवा कोई 
दिखायी नहीं पड़ रहीं थी | लाचार होकर ड्राइवरको 
देन रोक देनी पड़ी । ट्रेन उससे थोड़ी दूरपर जा रुकी | 
डाइवर, गार्ड--दोर्नो व्यक्ति आवेशे आकर उसके पास 
पहुँचे । वहां जानेपर उन्‍होंने देखा कि रेलवेकी लाइन 
खराब हो गयी है । यदि छात्रने ऐसा करक देनको रोक न 
दिया होता तो हजारोकी जानें चली जातीं । ड्राइवर और 
गार्ड अपने उस कार्यके छिथे बडे लज्जित हुए ओर 
उससे क्षमा मांगी । 


मगरमच्छ 


धन्य है वह छात्र, जिसने अपने आपको मोतके सुह 
दकेलकर हजारोंकी जानें बचाया । उसके इस प्रकारके 
साहसी कार्थक्री खबर शीघ्र ही बिजलीको तरह सत्र 
फेल गयी । छात्रके वस्तापूण कार्यके लिये प्रधान मन्त्री 
पं० नेहरू ओर गह-मन्त्री १० पंतने उसे बधाईका तार 
भेजा और हमारे राष्ट्रपति डा? राजेन्द्रप्रसादने उसे 
खर्णपदक प्रदान किया । बम्बईक वतमान राज्यपालने) 
जो उस समय मद्रासके राज्यपाल थे; उस 
दक्षिण भारतकी यात्राके लिये निमन्त्रित 
किया । उत्तर प्रदेशके प्रसिद्ध दैनिक पत्र 
“आज? ने अपने सम्पादकीय टिप्पणीमै उस 
छात्रकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । 
भारतको ऐसा साहसी छात्र पदा करनेपर 
गर्व है । छात्रोको उसके आचरणसे शिक्षा 
प्राप्त करनी चाहिये कि यदि दूसरोकी भलाईके 
के लिये प्राणोकी बाजी लगानी पड़े तो उन्हे 
मौतका आलिङ्गन करनेमे रंचमात्र भी संकोच न करना 


चाहिये । 


iA 


३१२ 


कै मानव वही जो साथे तज होता पथिक परमार्थका * 


न 


व्यापक मानवताका आदर्श 


(ठेखक- डाक्टर महम्मद हाफिज सय्यद, एम्‌०ए०, पी-एच्‌० डी०, डी०लिट्‌० ) 


आज जगतूमै हम अपने चवुर्दिक्‌ दृष्टि डाले तो 
जहाँ कहीँ जायँगे, वहीं वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा, जलन और 
कलहको सिर उठाये देखेंगे | सभ्य कहलानेवाले परिचिमी 
राष्ट्रोमे एक राष्ट्र दूसरेको अविश्वासकी दृष्टिसे देखता है । बाहर- 
से तो वे कृत्रिम सद्भाव प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु भी तर- 
से एक दूसरेको असम्मान एबं घुणाकी दृश्सि देखते हँ; क्याँ- 
कि वे समझते हैं कि दूसरे उनके जीवन-पथके अनुयायी 
नहीँ बन रहे हैं । 
यह सच है कि आजकल कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं, जो 
अपने वर्ग या जातिके लोगोंमे सहयोग और मैत्रीके आदर्श- 
की प्रेरणा प्रदान करनेमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे यत्न- 
शील रहती हैं, परंतु यह सहयोगकी भावना उतनी व्यापक 
नहीं होती । वे अपने छोटे समाजमें एक दूसरेके साथ काम 
करते हैं और सहानुभूति रखते हैं, पर अपने आदमियोंके 
सिवा दूसरोंके साथ काम करनेकी बात सोचते भी नहीं । 
वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा धर्म-सेबी लोग सामान्य मानबता- 
की पुकारकी उपेक्षा करते हैं--अपने कार्यक्षेत्रको अपने ही 
समाज या दलक्रे लोगोमे सीमित रखते हैं । 
साम्यवाद और समाजबाद 
भौतिक इष्टिकोणसे अधिक मूल्यवान्‌ और महत्त्वपूर्ण है-- 
व्यापक जीवनके आधारपर खड़ी मानव-जातिकी मौलिक 
एकता । किंतु साम्यवाद और समाजवाद इस तथ्यकी सर्वथा 
उपेक्षा करते हैं और समष्टिगत आत्माकी एकताके उस 
आधारको स्वीकार नहीं करते; जिसपर सभी खड़े हो सकते 
हैं । साम्यवाद एवं समाजवादका आदर्श वस्तुओंके बाह्य 
पक्षका, उनके भौतिक रूपका विवेचन करता है, जीवंत 
आध्यात्मिक स्वरूपका नहीं । 
क्या इस जंजालस निकलनेका कोई रास्ता है ! हाँ, 
यदि हम अपने दृष्टिकोणको बदलें और अन्तःप्रेक्षण करें 
तो विश्वके वैरविरोध, लड़ाई-झगड़े, इंप्या'देष और युद्धके 
प्ररनांको हम हल कर सकेंगे। 
सामान्य और सुप्रसिद्ध सत्यकी प्रायः उपेक्षा की जा 
रही है। इस जगतूमें बहुतेरे छोग ऐसे हैं, जो व्यापक 
मानवताकी भावनाको निरर्थक समझते हैं । वे इस तथ्यको 





2०००० ध्या 


अङ्गीकार ही नहीं करते कि प्रधानरूपसे वे मानव-प्राणो 
हैं, तथा गौणरूपसे और सब कुछ । विद्युद्ध भौतिक दृष्टि 
कोणके अनुसार केवछ एक ही तत्त्व है, दो नहीं, जिससे 
सारे मानव-प्राणियोंकी सृष्टि हुई है । इस प्रकार हमारे पास 
यह विश्वास करनेके लिये कारण है कि मानवता एक है। 
शरीर-रचना-विज्ञान, गरीर-क्रिया-विज्ञान, प्राणि-विज्ञान, मनो- 
विज्ञान भी व्यापक मानवताके आदर्शकी पुष्टि करते हैं। 
जन्म, विकास, जीवन और मृत्युके नियमोंको सभी मानते हैं। 
प्राच्य या पाक्चाच्य--समी दा्शनिकोंने व्यापक मानवतामें 
विश्वास किया है । 
ऑगस्ट कोत कहते हैं--- 


2 


“Humanity is our highest ९०४८९ pt, what: 


ever the foundation of things may bein 
itself.” 


वस्तुओंका स्वगत आधार चाहे जो हो, मानवता हमारी 
सर्वोच्च भावना है । 

जोज़ेफ़ मेज़िनी कहते हैं-- 

“The unity of the human race 
could be admitted as the consequence of 
the Unity of God. Generally speaking, 
you cannot,even if 
life from that of h 
by it, and for it, A 
body, 
body, 
Free 


you wouldseparate your 
umanity; you live in it, 
$ humanity is a single 
We are all of us as members of that 
bound to work for its development. 
Men and slaves, you are a] brothers.” 

अर्थात्‌ ईश्वरकी एकताक्े परिणामस्वरूप मानव-जातिकी 
एकता खीकार की जा सकती है । साधारणतः आप यदि 
चाहें तो भी अपने जीवनको मानवजातिके जीवनसे प्रथक्‌ नहीं 
कर सकते | आप मानव-जातिके छ 


र व है [तिके भीतर, उसके द्वारा 
उसके लिये जीते हैं; क्योंकि मानव-जाति एक समाज 
आर हम सब उस समाजके सदस्य हैं; 


त अतः हम उसके 
बिकासके लिये काम करनेको बाध्य हैं । आप खतन्त्र हों 
अथवा दास, सभी भाई हैं | 
भारतीय दर्शनकी प्रायः सभी विचारधाराएँ र्‌ 
१ + पाराए व्यापक मानवता 
और जीवनकी 


उतार अकार्यरूपसे प्रमाणित करती हैं । 


ॐ व्यापक मानवेताका आदशै * 


सारे उपनिषद्‌ इसको प्रमाणित करते हैं तथा निश्चित 
रूपसे घोषित करते हैं कि मनुष्य और उसका आध्यात्मिक 
स्वरूप ईश्वरसे एथक्‌ नहीं है। मानवताका आदर्श ( 10681 
ot Humant9 ) नामक ग्रन्थमे श्रीअरविन्द कहते हैं-- 

“A Spiritual religion of humanity is 
the hope of the future. By this we do not 
mean whatis ordinarily calleda universal 
religion,a system, a thing of creed and 
intellectual belief. Mankind bas tried unity 


.by that means; it has failed because 


therecan be no universal religious system. 
The inner spirit is indeed one. Whatis 
really meant is the growing realization of 
the factthat thereisa secret spirit, a divine 
reality in which we are all one and of 
which humanity is the highest vehicle 
on earth and that the human race and the 
human beings are the means by which it 
will progressively reveal itself here with 
the growing attempt to live out this 

knowledge and bring about a kingdom of 
this divine spirit upon earth. It means that 
oneness with our fellowmen will become 
the leading principle of all our life, not 
merely a principle of co-operation but a 
deeper brotherhood, a real and inner sense 
of unity and equality; the realization by 
the indiv.dual that only in the 1116 of the 
fellowmen is his own life complete, the 
realization by the race that only on the 
free and full life of the individual can its 
own perfection and permanent happiness 
be founded.” 


अर्थात्‌ मानवमात्रका अध्यात्मपर आधारित धर्म ही 
भविंष्यकी आशाका दीपक है । इससे हमारा अभिप्राय 
उस तथाकथित विश्वधर्मसे नहीँ है, जो एक बौद्धिक 
बिश्वास तथा मतवादकी बस्तु एवं एक पद्धति है। उस 
प्रणालीसे मानवसमाजने एकताके ल्यि चेष्टा की है) परंतु 
उसे सफलता नहीं मिली है; क्योंकि कोई सार्वभौम 
धार्मिक पद्धति नहीं हो सकती । निस्संदेह भीतरी तत्त्व 
एक ही है। वस्तुतः हमारा अभिप्राय यह है कि इस तथ्यकी 
क्रमशः अधिकाधिक अनुभूति हो रही है कि एक गूढ़ तत्त्व है; 


मा० अं० ४० 


३१३ 


सटट्टस्सस्पयस्स्स्क्क्क्क्क््य्स्य्य्य्य््:्य्>>><<<<<<<<<>>>>> 





एक दिव्य सत्य है, जिसकी दृष्टिसे हम सब एक हैं और जिस 
तत्वका प्रथ्वीपर मानव-जाति ही सर्वोच्च स्थूल आधार है तथा 
मानव-जाति एवं मानव-प्राणी ही वे साधन हैं, जिनके द्वारा वह 
इस धरातलपर क्रमश; अभिव्यक्त होगा । उसके साथ-साथ 
इस बातकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई चेष्टा भी होगी कि उक्त 
तथ्यका लोगोंको केवल ज्ञान ही नहीं रहे, वरं प्रथ्वीपर उस 
दिव्य तखका साम्राज्य भी स्थापित हो अर्थात्‌ लोगोंके जीवनमै 
बह वस्तु उतर आये । अभिप्राय यह है कि अपने समकालीन 
लोगोंके साथ एकत्व हमारे निखिल जीवनका प्रमुख सिद्धान्त 
बन जायगा | वह सहयोगका निरा सिद्धान्त ही न होगा, 
अपितु गम्भीरतर श्रातृत्वतथा एकत्व और समत्वकी एक 
यथार्थ एवं आभ्यन्तरीय भावना होगी । व्यक्तिको यह अनुभूति 
होगी कि उसके समकालीन लोगोके जीवनमै ही उसका अपना 
जीवन पूर्ण होता है । जातिको यह अनुभूति होगी कि केवळ 
व्यक्तिके पूर्ण और मुक्त जीवनके ऊपर ही उसकी पूर्णता और 
स्थायी सुख अवलम्बित हो सकता है । 

यह स्पष्टरूपसे स्वीकार कर लेना चाहिये कि अबतक 
मानव-जातिके इतिहासमें भ्रातृत्वका भाव सार्वभौम होनेकी 
अपेक्षा एकपक्षीय ही रहा है और कुछ प्रमाणवाक्य, जो 
सार्वभौम-तत्त्वकी रिक्षा देते हैं; अधिकांशमें आचारसम्बन्धी 
व्यावहारिक मार्ग-प्रदर्शनके ल्यि सजीव प्रेरणा न होकर केवल 
पवित्र सिद्धान्तके ही रूपमै स्वीकार किये जाते है | अतएव 
प्रत्येक धर्मका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सत्यपर जोर दे 
और उसको व्यवहार्य बनानेका संस्कार पैदा करे; राहकी 
झकावटोको मिटा दे और प्रथक करनेवाली दीवालोको धरा- 
शायी कर दे । परंतु भ्रातृत्वमे प्रवेश करनेकी शातेके रूपभे 
यदि किसी धर्मविशेषको स्वीकार करनेके लिये बाध्य किया 
जाता है तो उससे उक्त उद्देश्य सफल नहीं हो सकेगा । 
यह बात दिखायी पड़नी चाहिये कि श्रावृत्व एक नैसर्गिक 
तथ्य है । इसकी जड़ किसी एकमात्र सत्तामे है, जिसके हम समी 
अंश हैं । कोई भी अपराध इसे मिटा नहीं सकता । ऊँची-से 
ऊँची स्थिति प्राप्त कर लेनेपर भी इससे छुटकारा नहीं | 
इसमें सभीको स्थान है--नीच-से-नीचको मी, महानसे- 


'महान्‌को मी, तुच्छसे-ठुच्छ और उच्च-से-उच्चकों भी) यह 


हमारा अदम्य जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं 
सकता । जहाँ कहीं ईश्वर अत्तर्व्यात्त दै, वहाँ भ्राठृत्वकी 
स्थिति है । 

जबतक मनुष्य अपनेको शरीररूपमे जानता है, आत्मा- 





ETS 


डु ¢ 
३१४ % मानव वही जो सार्थं तज होता पथिक परमाथका # 


के रूपमै नहीं जानता, तबतक भ्रातृत्वकी अनुभूति नहीं 
होती; क्योकि जो बाहर दै, उसको निरन्तर अधिकारमें 
करने, ग्रहण करने तथा पहलेसे ही अधिकृत वस्तुमै मिला 
लेनेसे भौतिक वृद्धि होती है; सारी भौतिक वस्तुएँ हासको 
प्राप्त होती हैं तथा व्यवहारंमे लानेपर अन्तमै नष्ट हो जाती 
हैं; ओर चूँकि प्राप्य वस्तु परिमाणमे सीमित होती हैं एवं 
आगे चलकर उनपर अधिकार जमानेवालोंकी' संख्या विपुल 
हो जाती है, अतएव अधिकारके ल्यि संघर्ष पैदा होता है । 
वस्तुओको ग्रहण करके उनपर अधिकार जमाये रखना 
भौतिक सफलताका हेतु है | परंतु जब मनुष्य अपनेको शरीर 
न समझकर आत्मा समझने लगता है, तब उसको ज्ञात होता 
है कि विभाजन और प्रदान्‌ विकास ओर शक्तिके हेतु हैं । 
आध्यात्मिक सम्पत्ति व्यवहास्मै लानेपर बढ़ती है, नष्ट नहीं होती । 
जितना ही प्रदान करो, उतनी ही वह वृद्धिको प्राक्त होती है । 
जितना ही बाँटो, उतना ही वह पूर्ण अधिकृत एवं आत्मसात्‌ 
होती जाती है । अतएव भ्रातृत्वकी जड़ अध्यात्ममे होनी 
चाहिये और उसका प्रसार होना चाहिये बुद्धि एवं भावनाओं- 
के राज्यमे, जिससे अन्तमें जाकर भौतिक क्षेत्रमै भी वह व्याप्त 
हो जाय । बाहरसे राजकीय विधानक्रे द्वार इसका सुजन 
नहीं किया जा सकता; बह तो अन्तरसे फूट पड्नेवाला और 
आत्माका जय-सख्रोत होना चाहिये । 
अतीतकाले इतिहासकै अध्यश्रनसे, उन लोगोंको भी, 
जो तर्कके द्वारा प्रभावित होनेके लिये तैयार नहीं होते, यह 
मानना पड़ता है कि भ्रातृत्व वस्तुतः एक प्रकृतिगत विधान 
है; क्योंकि कोई विधान अपनेको तमी पूर्णतया प्रमाणित कर 
सकता दै, जब वह अपनी अवज्ञा करनेवालोंको ध्वंस करे 
तथा अपने साथ सामञ्जस्य रखनेवालोकी सहायता करे । 
्रातृत्वकी उपेक्षा करके कितने ही राष्ट्र और राज्य, एकके 
बाद दूसरे विनाशको प्राप्त हो गये । जहाँ बलवान, दुर्बलकी 


रक्षा न करके उसे सताता है, जहाँ धनी गरीबकी सहायता न 
करके उसका शोषण करता है, 


शिक्षित न करके उससे घृणा करता है, वहाँ प्रकृति अपनी 
निर्दय लेलनीसे सभ्यताके ललाटपर लिख देती है-'अभिदात्त ! 


जहाँ विद्वान्‌ अज्ञानीको” 








च्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य््य्य्य्य््््य्य्य्य््य्य्य्श््य्य््च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्स््य्स्स्स्स्स्सस्स्स्ल्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्य्प्प्ल्््ःःः्‌ 
और कुछ ही समयमै वह सभ्यता ठत हो जाती है । श्रातृत्न 
को व्यवद्दारमे उतारनेपर ही ऐसो सभ्यताका जन्म होगा, जो 
नष्ट नहीं होगी । 

यह मी ध्यान देनेकी बात है कि प्रत्येक धर्मके प्रारम्भिक 
दिनोंमे भ्रातृत्वकी भावना प्रबल रही; परंतु ज्यो-ज्यों वह धर्म 
पुराना पड़ता गया) श्रातृभावना क्रमशः विलोन होती गयी | 
भारतीय शाश्नोंमे एक खगयुगका उल्लेख आता है, जिससे 
सारा राष्ट्र एक परिवारके समान नियमबद्ध जीवन व्यतीत 
करता था, जहाँ सभी शिक्षित थे, सभी उद्योगी थे, सब लोग 
भाई-भाईके समान प्रेमसे रहते थे | भगवान्‌ बुद्धके चतुर्दिक 
जो शिष्य-समाज था, उसमें अति सुन्दर भ्रातृभावका साम्राज्य 
था । प्रारम्मिक-कालके ईसाइयोंकी सारी वस्तुएँ, समीके लिये 
होती थीं और प्रत्येक आदमी अपनी आवश्यकताके अनुसार 
उनका उपयोग करता था । अखक्रे पेगम्बरके सहचर भाई-. 
भाईंकी तरह रहते थे और पैगम्बर उनमें बड़े भाईके समान 
रहते थे । जान पड़ता है कि प्रत्येक धर्मकी प्रथम अभिव्यक्ति 
भ्रातृभावमें होती है और यह सहज ही, बिना किसी बल- 
प्रयोगके भीतरसे फूट निकलती है । जब कोई नया धर्म 
आस्थाके बल्पर अङ्गीकृत किया जाता है और विशुद्ध भक्ति- 
भावनासे उसका पालन होता है, तत्र वह स्वभावतः श्रातृत्वके 
साचेमें ढल जाता है; क्योंकि आत्मामे स्थायीरूपसे उत्साह बना 
नहीं रहता | लेकिन सदा ही स्वार्थकी भावनाका प्रवेश हुआ; 
सदा ही खर्णकी दीसि मन्द पड़ी | लोम एवं डाह प्रारम्भिक 
उत्साहको कलङ्कित कर देते हैं । फिर भी मानवताके महान्‌ 
प्रेमियों एबं महान्‌ संतोंके मानसःक्षितिजपर समय-समयपर 
आतृत्वके आधारपर अवलग्बित स्थायी सभ्यताके स्वप्न या 
आशाएँ, समयसमयपर चमक उठो हैं । त्राघि-मुनिर्योनि 
इसकी ओर संकेत किया है, कवियोंने इसका गान 
किया है, दार्शनिकोने इसकी रूपरेखा प्रदर्शित की दै? 
FE मातेचा 
करेगी और त्य 0 री महामण्डली ह 
स न उ लालित होते है; 

ष्ट करेगा । 


Soman >... 
राम रम रहा हे | 
7 दुनियामें सबके अंदर एक राम रम रहा ह । छ 
र एक सत्य चेतन सबमे इढ्तासे जम रहाइै॥. 2 
०१९०९0 ०---- 


त्र 


८ वेदोपनिषदीय महापुरुष-मीमांसा * 


डड तत 











वेदोपनिषदीय महापुरुष-मीमांसा 


( छेखक--डा० भीमुंशीरामजी शर्मा एम्‌० ए०) डी० किट ० ) 


महापुरुष किसे कहते हैं १ उसमें क्या विशेषताएँ, होती 
हैं ? उन विशेषताओंका व्यक्तित्व एवं सामाजिक मूल्य क्या 
है ! महापुरुषके सम्वन्धमे चिन्तन करते हुए, इस प्रकारकी 
प्रदनावली स्वभावतः एक जिज्ञासुके मानसमें उत्पन्न होने 
लगती है । 

महापुरुषकी महत्ताका प्रमाण क्या है १ इस महत्ताको 

हमें किस कसौटीपर कसना चाहिये ! तत्त्व-चिन्तकोने इन 
प्रश्नोपर अनेक प्रकारसे विचार किया है । पाश्चात्य मनीघियोने 
मानव-मस्तिप्कका विश्लेषण करते हुए, उसमें तीन शक्तियोंकी 
प्रधानता खीकार की है । में तीन राखि दै 
Cognition, Will and Fee|i०ह अर्थात्‌ ज्ञान’ 
इच्छा और अनुभूति । न्यायदर्शने आत्माके छः चिह्न 
बतलाये गये हैं--ज्ञान) प्रयत्न, इच्छा; द्वेष, सुख और दुःख । 
पूर्वोक्त तीन शक्तिम इन छः चिह्णोका समावेश सुगमतासे 
हो सकता है । मानव-विकासमे इन तीन शक्तियोंका अत्यधिक 
महत्त्व है; जिस मनुप्यने अपनी इन तीन शक्तियोंका समुचित 
विकास किया है, वह वास्तवमै महापुरुष है । इस महापुरुषमें 
उच्चकोटिका ज्ञान होगा । सत्कार्य करनेकी उत्कट इच्छा और 
उसकी पूर्तिके लिये प्रचण्ड पराक्रम इस पुरुषकी विशेषता 
होगी । महापुरुष आतंपरायण होता है । उसके अन्तर्गत 
व्यथित व्यक्तिके प्रति सहानुभूति एबं उसके सुख-दुःखकी 
विशेष अनुभूति पायी जाती है । 

वेदने मानवके बाह्य एवं आन्तरिक मूल्यका विश्लेषण 
करते हुए उसके विकासकी पाँच कोटिया निर्धारित की हैं । 
द्विज-पावमानी वरदायिनी वेदमाताकी स्तुति करता हुआ 
ऋषि कहता है-- 

स्तुता मया दरदा वेदमाता प्र चोदयन्ताँ पावमानी 
द्विजानाम्‌ । आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चलम । 
महर्‍यं दच्वा ब्रजत ब्रह्मलोकस्‌ । ( अथवै० १९। ७१। १) 


विश्वमै ऐसे मानवोंकी संख्या बहुत अधिक है? जो 
सुखपूर्वक लंबी आयु भोगना चाहते है । इन्हें निश्चिन्त 
रहते हुए जीवन-यापन करना अच्छा लगता है । अपनेको 
जोखिममे डालना; जान-बूझकर स्वेच्छासे दुःखको वरण 
करना, दूसरेके दुःखको दूर करके ल्यि प्रार्णोपर खेल 


जाना- इन व्यक्तियोंके वके बाहरकी बात है । ये लंबी 
आयुके भूखे होते हैं । इन्हें अपने प्राणोंकी विशेष चिन्ता रहती 


है । उदर-दरीको भर लेना और सॉस लेते रहना- खस, 


यही इनके जीवनकी विशेषता होती है। 

दूसरी कोटि ऐसे मानवोंकी दै, जिन्हें आयु और 
प्राणोंकी अपेक्षा पशु तथा द्रविण (धन ) की विशेष चिन्ता 
होती है । पशु-पालनमें अपनी प्राण-रक्षाके साथ उस पशुके 
प्राणोंकी रक्षा भी आवश्यक होती है । पशुके पालनको 
भाबना मानवक्रे ऊपर एक प्रकास्के उत्तरदायित्वका भार 
रख देती है, जिसका निर्वाह करना उसके ल्यि अनिवार्य हो 
जाता है । धन कमानेमै भी अनेक आपत्तियों और विध्नोंका 
सामना करना पड़ता दे । व्यापारीवर्ग अपने घरमे सर्वदा 
सुखकी नींद नहीं सो सकता । घरवार छोड़कर उसे विदेश- 
यात्रा करनी पड़ती है । लोकोक्ति है--घर छोड़ा तो आराम 
कहाँ ! शारीरिक सुख इस वर्गकी धनके आधारपर मिल 
जाता है, पर निश्चिन्त जीवन कभी नहीं रह पाता । घनकी 
चिन्ता सर्वदा इसे सताया करती है । प्रथम कोटिके मानर्वोकी 
अपेक्षा इस कोटिके मानबोंकी संख्या कम होती है। 

तीसरी कोटिके मानव वे हैं) जिन्हें न अपने प्राणोंकी 
चिन्ता है और न धन पैदा करनेकी | इस कोटिके मानव 
कीर्विक्रे पिपासु होते हैं । कीतिकी कामना) यश-विस्तारकी 
भावना इनके जीवनमै प्रमुख होती है । यगःप्रापतिके ल्यि 
थे मानव अपने प्रार्णोंको हथेलीपर रखे रहते है और धनको 
पानीकी तरह बहा देते हैं । इन्हें कीर्ति और सम्मान 
चाहिये । यशके पीछे इन्हें अपना सर्व्व भी खोना पढ़े तो 
कोई चिन्ताकी बात नहीं । संस्कृतके एक सूक्तिकारने ऐसे 
ही प्राणियोंके ल्यि कहा है- 

अघमा धनमिच्छन्ति चनं मानं च मध्यमा; । 

उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अधम व्यक्ति धनकी इच्छा करता है, मध्य 
कोटिका मानब धन और मान दोनों चाहता है। पर उत्तम 
मानव केवळ मानकी आकाङ्का करता है । इस सुक्तिकारने 
बेद-निर्दिष्ट मानवःविकासकी प्रथम कोटिपर विचार ही नहीं 
किया । द्वितीय कोटिको भी यह अधम श्रेणीम रखता है और 





३१६ 





सम्मानकी भूखी न जया सनदेत. अब कोटिको यह उत्तम स्थान देता है ।. 


पर वेद मानव-विकासको कीर्तिकामनापर ही समास नहीं 
कर देता । कीतिके पिपासु मानवोंसे भी बढ़कर वह ऐसे 
मानवोकी कल्पना करता है, जिन्हें न तो आयुकी आकाङ्का 
है, न धन कमानेकी चिन्ता है और न वे अपना यश ही 
चाहते हैं । इन्हें अपने जीवनमै केवल एक ही भूख लगती 


. है--यह भूख है ज्ञानकी ज्ञानके पीछे ये मतबाले बन 


जाते हैं । एक समस्याका हल हँद लेना इन्हें पुत्र-प्राप्तिसे 
बढ़कर सुख देता है । इनके ज्ञानमें जितनी ही वृद्धि होती 
जाती है, उतना ही अधिक ये ज्ञानके पीछे पड़ते जाते हैं--- 
यहाँतक कि ज्ञान ही इनका च्िर-जीवन-सङ्गी बन जाता है । 
आर्य संस्कृतिने ज्ञानी व्यक्तिको बहुत ऊँचा स्थान दिया है । 
मनुस्मृतिमे लिखा है कि ज्ञानी ब्राह्मणके सभामें पदार्पण 
करते ही राजाको सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाना चाहिये । 
राजा एक वेदज्ञ ब्राह्मणकी बात स्वीकार करे, पर सैकडौं 
कामी व्यक्तियोंकी मन्त्रणापर ध्यान न दे । रथारूढ़ राजाके 
मार्गम यदि सामनेसे ब्रह्मचारी ( ज्ञानमे विचरण करनेवाला ) 
आ जाय तो राजा अपने रथको रोक दे और ब्रह्मचारीको 
निकल जानेके लिये मार्ग दे दे | इस प्रकारके अनेक कथन 
आर्य संस्कृतिमे जानकी मान्यताका उल्लेख करते हैं । प्राचीन 
यूनानमे भी तत्त्वचिन्त्कोको सवश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो चुका है । 
एक स्थानपर वेदने ब्राह्म और क्षात्र दो शाक्तियोंके समन्वय- 
पर भी बल दिया है | 
पर वेद मानव-विकासको ज्ञानपर भी समाप्त नहीं करता; 
बह मानवको इसके भी ऊपर ले जाता है। बह मानवकी 
निर्बलताको पकडता है और उस निर्बलताका समूल नाश 
करके उसे शुद्ध आत्मतत्त्वपर प्रतिष्ठित करना चाहता है। 
मानवकी यह निर्बेलता उसके जन्मसे ही प्रारम्भ हुई है। 
जन्मका अर्थ यहाँ आविर्भाव है । प्रकृति जब बिक्कतिकी 
ओर चलती है, तब उसका सर्वप्रथम विकार महत्तत्त 
होता है । इस महत्तस्वसे अहंकार उत्पन्न होता है। यह 
अहंकार ही आत्माको सबसे बड़ी निर्बलता है | मानवको 
जिस प्रकार धनका अहंकार होता है, उसी प्रकार सम्मानका 
भी; और धन तथा मानके अहंकारकी भाँति ज्ञानका भी 
अहंकार हो सकता है । जबतक यह अहंकार चिपटा है, तब 
तक मानव अपने आत्मतत्वसे दूर रहता है । अपने स्वरूपमै 
अवस्थित होना तो तभी सम्भव है, जब अहंकारका नाश हो 
जाय । इसी हेठु वेद मानवद्वारा,अजित इन सभी शक्तियोंके 


कै: मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


समर्पणकी भावनाको ऊँचा स्थान देता है । अहंकार मानवको 
क्षीणता, हास और अल्पताकी ओर ले जाता हे | वेद उत 
ब्रह्म अर्थात्‌ बड़प्पनकी ओर ले जाना चाहता हे। ज्ञ | 


महान्‌ है, वह अल्यतासे क्यों प्रेम करेगा ! 


वेदने इस प्रकार मानव-विकासकी पाँच कोटियाँ निर्धारित 
की हैं। 

ैत्तिरीय-उपनिषद्के ऋषिने मानव-विकासको एक दूसरे 
क्रमसे समझानेका प्रयत्न किया है । इसने सर्वप्रथम मानव- 
आनन्दकी व्याख्या की है । मानव-आनन्द क्या है ! षके 
शब्दोमे मानव-आनन्दके लिये निम्नाङ्कित बातोंकी 
आवश्यकता है-- 

सैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति । युवा स्यात्‌ साधुः 
युवाध्यायकः । आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठः । तस्येयं पृथिवी 
सवा चित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ । स एको मानुष आनन्दः । 


अर्थात्‌ मनुष्यःसम्बन्धी सुख प्राप्त करनेके लिये पुरुषको 
युवा, श्रेष्ठ युवा, पठित; सुदृढ, अतिशय बलवान्‌ और 
उच्चाकाङ्कायुक्त होना चाहिये । इसके अतिरिक्त धनसे पूर्ण यह 
समग्र वसुधा उसके अधिकारमें होनी चाहिये । इस प्रकार- 
की विशेषताओंसे युक्त मानवको आनन्द प्रास होता है। 
यदि इस आनन्दकी संख्या हम एक मान लें तो इसका 
सौगुना आनन्द संगीत-नृत्य-निपुण एक मनुष्य-गन्धर्वको 
प्रास होता है, जिसने वाणी, खर अथवा झाब्दकी साधना 
की है तथा जो श्रोत्रिय ( वेदश ) है और अकामहत अर्थात्‌ 
कामनाओंके वशीभूत नहीं है । मनुष्य-गन्धर्वद्वारा जो आनन्द 
प्रात किया जाता है, उसका सौगुना आनन्द वेदज्ञ, कामना- 
रहित एक देवगन्धर्वको प्राप्त होता है । मानव और देवका 
अन्तर समझनेके लिये हमें एक साधारण अध्यापक और 
प्रोफेसरका अन्तर ध्यानमे रखना चाहिये । मानव-गन्धर्व 
भी कलाकार है और देव-गन्धर्व मी; परंतु एक साधारण 
कला नपुण्य रखता है तो दूसरा उसका विशेषज्ञ है | देवका 
अथ ही है चमकनेवाला, अपनी प्रतिभा-ग्रदीक्तिसे चत॒र्दिक 
प्रकाशित होनेवाला । आधुनिक युगमै यदि मनहर बखे 
आदि मानवगन्धर्व हैं तो उदयशंकरको देव-गन्धर्व कहा 
शा] का! है | बलवानूसे बलवान्‌? धनी, मानी, सुगिक्षित 
एज सुसंस्कृत व्यक्ति नृत्यकलाका आनन्द छूटनेके लिये 


पो ऐको पानीकी तरह बहा देता है । इसी देठ 
गन्ध तथा देव-गन्धर्वके आनन्दको मानवः 


न 


जज 
J 


% वेदोपनिषदीय महापुरुष-मीमांसा + 








आनन्दसे बढ़कर माना गया है। पर एक विशेषता 
गन्धर्वके साथ लगी हुई है, फिर वह चाहे मानव- 
कोटिका हो, चाहे देवकोटिका । यह विशेषता है--उसका 
श्रोत्रिय तथा अकामहत होना । यदि गन्धर्व श्रोत्रिय नहीं 
है, वेद-पाठसे वञ्चित है तथा कामनाओंके वशीभूत है तो 
उसे यह गौरवशाली पद प्राप्त नहीं हो सकता । जिसने नृत्य- 
कला अथवा संगीतको धन कमानेका साधन बना रखा 
है, जिसने लोभके ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, जो वासनाओं- 
का शिकार वना हुआ है, वह केवल दर-दरका भिखारी बना 
घूमेगा; उसकी कलाका आदर सम्भ्रान्त सजनोंमें नहीं हो 
सकेगा । संगीत-कलाको उसके समुचित आसनपर समासीन 
करनेके लिये आवश्यक है कि बह वेदज्ञ तथा कामनारहित 
कलाकारके हाथमै हो । 

तैत्तिरीय उपनिषद्का ऋषि स्वरसाधक, वाणीके अधिष्ठाता, 
गन्धवॉसे ऊपर पितरोंको स्थान देता है। ये पितर भी वेदज्ञ तथा 
कामनारहित हों । समाजमे पितर कौन है ! संस्कृतमै (पितृ? 
पालक तथा रक्षकको कहते हैं । अतः समाजमे जिन 
व्यक्तियोंके ऊपर रक्षाका भार है, जो समाजकी सुरक्षा एवं 
सुव्यवस्थाका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिये हुए हैं, जो 
प्रजाके परित्राणके लिये अपने प्राणोंकी बाजी लगा सकते है, 
वे ही पितर हैं । समाजमें यह कार्य क्षत्रियो, योद्धाओ तथा 
शूरवीरोंका है । परंतु जब शूरवीरता अवेदिक भाव धारण 
कर लेती है, अपना उद्देश्य अपने अंदर ही स्थापित कर 
लेती है तथा वह सकाम धनोपार्जनका साधन अथवा भाड़ेका 
टट्टू बन जाती है, तब वह मी अपने उचित आसनसे पद्‌- 
च्युत हो जाती है । क्षात्र-शक्तिके सम्मानके ल्यि आवश्यक है 
कि बह वैदिक भावना) यिय अर्थात्‌ कल्याणकारिणी भावना- 
से ओतःप्रोत हो | कामनाएँ, वासनाएँ, लालसा. उसका 
प्रयोग अपने स्वार्थसाधनके ख्यि न कर सकें । बह सांसारिक 
एषणाओँसे ऊपर उठी रहे | जन-कल्याणकारिणी, मानव हित- 
साधिका, प्रजा-पाळनःपरायणताकी भावना ही उसका उद्देश्य 
तथा लक्ष्य बने | गन्धर्वोके आनन्दसे सौगुना आनन्द ऐसे 
पितरोंका एक आनन्द कहा गया है। 

उपनिषद्का ऋषि पितरोसे भी बढकर देव-आनन्दको 
मानता है । रक्षण-शक्तिस भी ऊपर उसने देव-शक्तिको 
स्वीकार किया है । यह देवझक्ति ब्रह्मशक्ति है । ऋषिने देवो 
ब्राह्मणों अथवा ज्ञानियोंके तीन भेद किये हैं=आजानज देव, 
कर्मदेव तथा देव | आजानज देव तस्वःचिन्तनशील ज्ञानी है, 





३१७ 








जो कोरी सिद्धान्तवादिताके क्षेत्रमै रमण किया करते हैं 
जिन्होंने केवल तात्विक सिद्धान्तोंका ही अध्ययन किया हैः 
उनका परीक्षात्मक प्रयोग नहीं किया । साहित्य-शास्र, अर्थः 
शास्त्र, दर्शनशास्त्र अथवा विज्ञानके सिद्धान्तोंको समझ लेना 
और उनको पढ़ा देना एक बात है; पर उनको क्रियात्मकः 
रूपमै प्रदर्शित कर देना दूसरी बात है । कोरे सिद्धान्तवादियों- 
को हम आजानज देव कहेंगे; पर जो अनुसंधान, परीक्षण 
तथा क्रियात्मक प्रयोगद्वारा उन सिद्धान्तोंको स्पष्ट करनेमे . 
लगे हुए हैं, उन्हें हम कर्मदेव कहेंगे । सापेक्षताके सिद्धान्त 
( Theory of Relativity ) अथवा आफु-विश्लेषक 
सिद्धान्तको पढ़कर विद्यार्थियोंके समक्ष प्रस्तुत करनेवाला 
प्रोफेसर आजानज देव है, तो ऑटो हैन अथवा सर सी० वी० 
रामनके समान अपनी प्रयोगशालामे उसका परीक्षण करनेवाला 
विद्वान्‌ कर्मदेव है । तीसरी कोटिमे शुद्ध देव आते हैं । ये 
कर्मदेवोंके अनुसंधान? परीक्षण तथा प्रयोगको संचालित 
करनेवाले हैं, उनके मार्ग-प्रदर्शक हैं, निरीक्षक हैं | इस प्रकार 
पितरोंक्रे आनन्दका सौगुना आनन्द आजानज--सिद्धान्तवादी 
ज्ञानी ब्राह्मणों अथवा देवोंका एक आनन्द है; कोरे 
सिद्धान्तवादी देवोके आनन्दका सौगुना आनन्द कर्मदेवोंका 
एक आनन्द है और कर्मदेवोंके आनन्दका भी सौगुना आनन्द 
शुद्ध देवकोटिमे पहुँचे हुए ब्राह्मणोंका एक आनन्द है । 
ऋषिने ज्ञानी ब्राह्मणोंसे भी ऊपर पद इन्द्रको प्रदान किया 
है । देवोंक्रे आनन्दका सौगुना आनन्द इस इन्द्रका एक आनन्द 
है । इन्द्रका अर्थ राजा है । पितर क्षत्रिय है, देव ब्राह्मण हैं, 
तो इन्द्र अपनी प्रजाके श्रेष्ठ भाग क्षत्रिय और ब्राह्मणका भी 
शासन करनेवाला है, उनके कार्य तथा शक्तियोंके विकास एवं 
प्रदर्शनके लिये समुचित क्षेत्र तैयार करनेवाला; विव्नःवाधा- 
रहित वातावरणको उपस्थित करनेवाला और सब प्रकारसे 
उनकी सहायता करनेवाला है । इन्द्रको इसी कारण देवोंका 
स्वामी कहा गया है । ओटो हैन देव है, तो उसके अणु-वमके 
सिद्ध प्रयोगको सिद्ध कोटितक पहुँचानेका श्रेय पराप्त करने 
वाला अमेरिकाका अधिपति इन्द्र है । ऋषिने आगे चलकर 
इन्द्रके आनन्दका सौरुना आनन्द बृहस्पतिके एक आनन्दको 
माना है । समाजमें यह बृहस्पति कौन हो सकता है! 
पौराणिक अनुभृतिमे बृहस्पति इन्द्रके गुरु कहे गये हैं । 
अतः बृहस्पतिका स्थान समाजमें बही व्यक्ति ले सकता है, जिस- 
की मन्त्रणा प्राप्त करनेके ल्यि राजा भी लालायित हों । दण्डी 
संन्यासीका आशीर्वाद प्राप्त करनेके ल्यि अनेक देशोंका विजयी 


३१८ 


अल्क्षेन्द्र सिन्धुतटपर बनी उसकी एक साधारण कुटियातक 
पैदल चलकर गया था । गांधीकी मन्त्रणा प्राप्त करनेके लिये 
अनेक राजपुरुष लालायित बने रहते थे । गुरु वशिष्ठ तथा 
महर्षि व्यास इसी कोटिके व्यक्ति थे । हाँ, एक बात रह गयी । 
जिस प्रकार वेदज्ञ तथा अकामहत ( कामनारहित ) होना 
कलाकारों अथवा पितरों ( क्षत्रियों ) के लिये आवश्यक था; 
उसी प्रकार वह ब्राह्मण, राजा तथा बृहस्पतिके लिये भी 
आवश्यक है । आर्य-संस्कृतिक्ी यह मूल बात मानव विक्रास- 
की आधारशिला है । पाश्चाच्य संस्कृति वेदज्ञता अथवा ज्ञान- 
प्राप्तिपर तो बल देती है, पर कामनाओंको वशीभूत करनेकी 
अपेक्षा वह उनकी लगाम ढीली छोड़ देना चाहती है । 
इच्छाएँ, जितनी बढ़ सकें उन्हें बढ़ने दो; उन्हे रोकनेसे, 
नियन्त्रण करनेसे मानव अपना विकास नहीं कर सकेगा । 
यह ऐसी बात है, जो आर्य-संस्कृतिके मूलाधारसे एकदम 
बिपरीत दै । अकामहत होकर ही वरिष्ट, बृहस्पति, व्यास 
तथा गांधी राजगुरुका पद प्राप्त कर सके हैं । यदि ये सकाम 
होते तो राजा अन्य ज्ञानी ब्राह्मणोंकी भाँति इनको भी वेतन- 
भोगी बनाकर अपने झासनमे रख सकता था । ऐसे गुरुओं- 
का पद पाश्चाच्य-संस्क्रतिमे कदाचित्‌ ही कहीं प्रात हो। 
वेतन भोगी, शासन-व्यवस्थाके अन्तर्गत रहनेवाला ब्राह्मण भी 
कामनारहित हो सकता है, पर सांसारिकता कुछ-न:कुछ 
अनायास उसके साथ लग ही जाती है । 


ऋषिने आगे चलकर मानव-विक्रासकी दो कोटियाँ और 
वर्णित की हैं । ये कोटिया प्रजापति और ब्रह्मकी हैं । प्रजापति 
वीतराग, विदेह, राजिं, चक्रवर्ती सम्राटकी संज्ञा है और 
ब्रह्म परमेश्वरम लीन मुक्तात्माओका नाम है । बृहस्पति 
निःस्पृह, उच्च कोटिका ज्ञानी महात्मा है; पर उसका कुछ-न- 
कुछ सम्बन्ध सांसारिकताके साथ है ही | राजाओंक्रा शुरू 
होना स्वतः सांसांरिकताके साथ-सम्बन्ध स्थापित कर देता है | 
महात्मा गांधी भी इसका अपवाद नहीं थे । वे काँग्रेससे पथक 
थे; पर काँग्रेसकी चिन्ता, उसके ध्येयकी पूर्ति उनके मस्तिष्कमे 
विद्यमान रहती ही थी । इस प्रकारके राजगुरुओंकी अपेक्षा 
राजर्षि विदेह प्रजापतिका आसन निस्संदेह ऊँचा है । यह 
प्रजापतिका पद लीग आफ नेशन्सके अधिपतिक्े समान है, 
पर उस अधिपतिको वेद और अक्रामहत होना चाहिये | 
राजर्षि जनकके समान इस अधिप्रतिको धपद्मपत्रमिवाम्मसा! 
बनना चाहिये । विदेहराजके पास बड़ेसेजड़े ज्ञानी भी 
आध्यात्मिक ज्ञान प्रास करनेके ल्यि जाते थे | प्रजापति वेदज्ञ 


% मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थक्रा * 








== ्््््न्््््् 
और कामनारहिंत होकर एक ओर अपनी प्रजाका अनुरञ्जन 
और पालन करता है तो दूसरी ओर वह अध्यात्मविधाकी 
निधि है, आत्मज्ञानी दै । प्रजापतिसे ऊँचा पद वेदश, 
कामनारहित ब्रह्मलीन मुक्तात्माका है । मानव-विकासकी यही 
सीमा है । इससे बढ़कर कोई आनन्द नहीं । आत्मा आनन्दसे 
ही आविर्भूत हुआ था । सांसारिकतामे पड़कर वह इस 
आनन्दसे वञ्चित होता गया पर पुनः वेदज्ञ तथा कामना- 
रहित होकर उसने अपना बिकास किया । ज्ञान और अना- 
सक्तिने उसे मानव, गन्धर्व, पितर) देव, इन्द्र, बृहस्पति और 
प्रजापतिकी कोटियोंम क्रमशः ले जाकर उसकी सांसारिकताका 
नाश कर दिया और अन्तमे विकासकी सर्वोच्च कोटि 
ब्रह्मलीनता, परमानन्दमयता तक उसे पहुँचा दिया । आत्मा 
जहाँसि चला था, विकसित होकर पुनः वहीं जा मिला । 
वेदके मन्त्रकी संगति औपनिषद ऋषिके अनुभवके 
साथ भलीमाँति ब्रेठ जाती है । मन्त्रम मानव-विकासकी पाँच 
कोटियाँ वर्णित हुई हैं--झद्र, वैश्य, क्षत्रिय) ब्राह्मण और 


सवस्व समर्पण करनेवाला ब्रह्मलीन आत्मा । शूद्र निश्चिन्त - 


होकर जीवनयापन करना चाहता है । उसे ज्ञानी, शक्तिशाली 
अथवा धनी होनेकी चिन्ता नहीँ होती । चिन्ता केवळ एक 
बातकी है कि वह अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ बहुत दिनोंतक 
जीवित बना रहे । वैश्यको धनोपार्जनकी चिन्ता रहती है। 
उपनिषद्के मानव-आनन्दसे ये दोनों कोटियाँ कुछ हीन ही 
ठहरती हैं । पर बेश्यकोटि ऐसी हो सकती है, जिसमें मानव 
आनन्दका अनुभव हो सक्ने । वैश्यसें उच्च कोटि कलाकारोँकी 
है| ये कलाकार वैश्य और क्षत्रिय ( पितर ) के मध्यम 
पड़ते हैं | पर इनके भी दो बिभाग हैं--मानव और देव | 
मानव कलाकार ( गन्धर्व ) वेश्यसे ऊपरकी विकसित 
अवस्थाको प्राप्त कर चुके होते हैं | इसके विपरीत देव-गन्धर्ब) 
देव-गायक ज्ञानी अथवा ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय-कोटिसे 
कुछ निम्नस्तरपर विराजमान हैं | इनके पश्चात्‌ पितरौंकी) 
क्षत्रियोंकी विकसित अवस्था आती है । क्षत्रियोंके ऊपर माव 
प्रधान क्रान्तद्रष्टा कवि, विप्र अथवा ब्राह्मणोंका पद है । मन्त्रै 
इस कोटिके पश्चात्‌ ही ब्रह्मलीन आत्माओंकी अन्तिम कोटि 
वर्णित है; पर उपनिषदूके ऋषिने इन दोनोंके बीच 

इन्द्र, बृहस्पति और प्रजापतिकी तीन कोटियाँ और मानी 

। संक्षित वर्णनके लिये, सूत्ररूपमें विकासका क्रम प्रदर्शित 
करनेके ल्यि, वेदमन्त्र अतीव उपयुक्त हैं; परंतु विस्तृत वर्णनके 
ल्यि» विकासक्रमको और भी अधिक सुचारु रूपसे प्रकट 


है. 





पद + 3 
2९ 


क पऋग्वेदीय मन्त्र-द्रषटा ॐ 


३१९ 


|||... 





करनेके लिये, उपनिषद्के ऋषिका अनुभव लाभकारी है। 


डार्विनका विकासवाद जहाँ समाप्त होता है, वहाँसे 
बैदिक विकासवादका प्रारम्म होता है । इसके समझनेमै 
पाठकोंको अधिक कठिनाईका अनुभव नहीं होगा । डार्विनके 
विकासवादको विकासका नाम देना कदाचित्‌ भ्रमात्मक भी 
है; पर ऊपर जिस वैदिक विक्रासवादकी स्थापना की गयी है 
बह मानव-बुद्धिगम्प और ऋषियोंका अनुभूत ज्ञान है। 
डार्विनके विकासवादको स्वीकार करनेमें बुद्धिने बहुत आगा- 
पीछा किया है । डार्विनके विपक्षी कई विद्वानोंने उसके 
सिद्धान्तोंकी धजियाँ उड़ा दी हँ, पर वैदिक ऋषिय्रोद्वारा 
वर्णित विकासवाद तर्क) युक्ति और अनुभवकी कसौटीपर कसा 


जानेपर खरा एवं सत्य सिद्ध हो रहा है । वेदिक विकासवाद- 
की सिद्धान्तधारा त्रिकालाबाधित दै, वह देश और समय 
दोनोंकी परिधियोसे अपरिच्छिन्न है । 

वैदिक विकासवादके अनुसार महापुरुष वही है, जिसने 
अपना सर्वांच कोटिका विकास किया है । गीतामे योगिराज 
श्रीकृष्णने जब कहा था-- 

यस्मात्‌ क्षरमतीतो5हमक्षराद॒पि चोत्तमः। 

अतोऽस्मि ळोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ 

(१५। १८) 

- तो उनके इस कथनमें “पुरुषोत्तम” शब्द उनके 

परम उच्च कोटिक्े विकासका द्वी सूचक था | 


+— D0 —+ 


क्रग्वेदीय मन्त्रद्रष्टा 


( छेखक-कऋग्वेद भाष्यकती पं० श्रीरानगोविन्दजी त्रित्रेदी ) 


वेद-विज्ञाताऔंको तीन श्रेणियोमे विभक्त किया जा सकता 
है--नित्यतावादी, आर्पमतवादी और ऐतिहासिक । इसमें संदेह 
नहीं कि यास्काचार्यने वेदार्थ करनेके इन नौ पक्षीको उद्धृत 
किया है- अध्यात्म, अधिदैवतः आख्यान-समय, ऐतिहासिक, 
नैदान) नैरुक्त, परिव्राजक, याशिक्र और पूर्ववाशिक | इन 
बारह निरुक्तकारोंके बारह प्रकारके मत भी लिखे है-- 
औपमन्यव) औदुम्बरायण, वार्ष्यांयणिः गार्ग्य) आग्रायण; 
शाकपूर्ण, और्णवाम, तैटिकि, गालव, स्थोलाष्टिवि) क्रोष्टुकि 
और कात्यक्य; परंतु पूर्वोक्त तीन प्रधान मतवादोंमे सारे पक्ष 
और मत समाविष्ट हो जाते हैं । तीनोंमे पहला मत तो वेदः 
को नित्य मानता है, दूसरा वेदकी ज्ञान-राशिको शाश्वत 
समझता है और तीसरा वेदको संसारका प्राचीनतम ग्रन्थ 
समझता है । पुराने और नये--जितने भी ऐतिह्वासिकोने 
वेदके स्वाध्याय या शोधके कार्य किये है, उन सबका सुदृढ़ 
मत है कि ईजिप्शियन, मंगोलियन, ज्ञोरॉस्ट्रियन, ग्रीक, रोमन, 
असीरियन, बैबीलोनियन) सुमेरियन, फिनिशियन, ट यूटनिक) 
स्लावोनियन, बैंडिक, केख्टिक) मूसाई, यहूदी आदि जितने 
भी प्राचीन धर्म हैं, उनमेंसे एकका भी ग्रन्थ वेद--विशेषतः 
श्रग्वेदके समान प्राचीन नहीं है । इसल्यि मानव-जातिके 
प्राचीनतम धर्म, आचार-विचार; त्याग; तप) कला; विज्ञान; 
इतिहास, राष्ट्रसंघटन और समाजव्यवस्था आदिका परिशान 





प्राप्त करनेकरे लिये एकमात्र साधन ऋग्वेद ही है । यही कारण 
है कि संसारकी अंग्रेजी, फेंच, जर्मन आदि प्रधान भाषाओंमे 
ऋग्वेदका अनुवाद हो चुक्रा है और सारी वसुंधरामे ऐसे 
अनेक वैदिक संस्थान स्थापित दैंश जहाँ अबतक ऋग्वेदीय 
वाङापपर अन्वेषण और गवेषगका कार्य चल रहा है । अनेक 
बेदाध्यायित्रोने तो इस दिशामै अपना जीवन ही खपा डाला 
हे । बड़े-बढ़े चित्तनशील पुरुष ऋग्वेदके विमल विज्ञानपर 
विमुग्ध हैं । पौरस्य मनीषी तो इसे धर्म-मूल समझते ही हैं-- 
उनके मतसे तो चराचरज्ञानका आधार यह है ही; किंतु 
अधिकांश पाश्चात्य वेद-विद्यार्थी भी ऋग्वेदकी अली किकतापर 
आसक्त हैं । 

हिंदू-जातिकी प्रख्यात पुस्तक मनुस्मृति (२।६)में 
कहा गवा है--“वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ ।' अर्थात्‌ समख 
वेद धर्मका मूल है |” मनु महाराज एक दूसरे स्थलपर कहते 
है “बेद न पढ़कर और यज्ञ न करके जो मनुष्य मुक्ति पाने- 
की चेष्टा करता है, वह नरक जाता है? (मनुस्मृति ६। ३७ )। 
“जो द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य) वेद न पढ़कर करिसी 
भी शास्त्र या कार्यमे श्रम करता है, वह जीते-जी अपने बंशाके 
साथ बहुत शीघ्र द्र हो जाता है, ( मनु० २ । १६८ ) | 
मनुजीने वेदनिन्दकको ही नास्तिक कहा है, ईश्वर न मानने- 
वालौँको नहीं (मनु० २।११) | ६ 


३२० 





ओ मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमाथेका # 








क का. ल जगते त ममाद ओर 2 he Bible in 11019' में जकोलियटने लिखा है--- 
“धर्म-ग्रन्थोंमे एकमात्र वेद ही ऐसा है, जिसके विचार वर्त- 
मान विज्ञानसे मिलते हैं; क्योकि वेदमै विज्ञानानुसार सृष्टि- 
रचनाका प्रतिपादन किया गया हे ।! बाल साहबने ‘$€ 9110 
Sex-w0r5i?) मै कहा है---'संसारका प्राचीनतम धर्म-ग्रन्थ 
ऋग्वेद है ।? रेगोजिनका मत है--“ऋग्वेदका समाज बड़ी 
सादगी, सुन्दरता ओर निष्कपटताका था ।? बाल्टेयरका अमि- 
मत है--'केवल इसी ऋग्वेदकी देनके कारण पश्चिम पूर्वका 
सदा ऋणी रहेगा |? विख्यात वेदानुसंघित्सु मेक्रसमूलरने 
यह उद्‌गार प्रकट किया है-- 

यावत्स्थास्थन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावदग्वेदमहिमा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ 


अर्थात्‌ जबतक इस जगतीतलपर पर्वत और नदियाँ 
रहेंगी, तबतक मानव-जातिमे ऋग्वेदकी महिमाका प्रचार 
* रहेगा । 


संस्क्ृत-साहित्यमं ऋग्वेदकी २१ संहिताएँ बतायी गयी 
हैं; परंतु इन दिनों केवळ शाकल्संहिता ही प्राप्त और 
प्रकाशित है । सैकड़ों वर्षेसि देश और विदेशमै इसीपर कार्य 
हुआ है और हो रहा है । इन दिनों ऋग्वेदका अर्थ या 
तात्पर्य यही संहिता है | इसमें सब १०४६७ मन्त्र हैँ । चारों 
वेदोंकी ११३१ संहिताओंमे केवल साढ़े ग्यारह प्रकाशित हो 
सकी हैं, जिनमें यह सबसे बड़ी है । सामवेदकी कौथुम- 
संहितामे इसीके मन्त्र भरे पढ़े है केवल ७५ मन्त्र कौथुमके 
अपने हैं । अथर्ववेदकी शौनकसंहितामें भी शाकलके १२०० 
मन्त्र हैं । कृष्ण अञुर्वेदकी तैत्तिरीय संहितामे भी झाकले 
बहुत मन्त्र हैं | अन्य प्राप्त संहिताओंमें भी इसके अनेकानेक 
मन्त्र हैं | इसील्यि कहा जाता है कि “इसके सविधि स्वाध्याय- 
से प्रायः सारे वैदोका स्वाध्याय हो जाता है ।? परंतु इसके 
लिये पहले ब्राह्मणअन्थ) निरुक्त, प्रातिशाख्य, जैमिनीय 
मीमांसा, सायण-भाष्य आदिका अध्ययन आवश्यक है | 


दाकळसंहितापर स्कन्दस्वामी, नारायण, उद्गीथ, हस्ता- 
मलक) वेङ्कट माधव) लक्ष्मण धानुष्कयज्या आनन्दतीर्थ, 
आत्मानन्द, रावण; मुद्गल; देवस्वामी, चतुर्वेदखामी आदि 
के भाष्य हैं; परंतु कुछ तो अप्रकाशित हैं और जो प्रकाशित 
मी हैं, वे अधूरे हैं | केवल सायणका भाष्य पूर्ण है । सम्प 
द्याकलसंहिताकें स्वाध्याय मनन चिन्तन और अन्वेषणका 
आधार एकमात्र यहीं दै | इसी सायणभाष्यके अवलम्बपर 


नि न स्स 
वाय 


निखिल जगतमें ऋग्वेदके अनुवाद और शोधका कार्य स 
रहा है । यह भाष्य परम्परा-प्रा् अर्थका अनुधावन करनेवाला 
है, इसील्यि प्रामाणिक माना जाता है । सायण-भाष्य नहँ 
रहता तो विश्वमै ऋग्वेदका विशद विस्तार भी नहीं होता, 
इस ओर संसार अन्धकारमें ही रहता । 
ऋग्वेदीय मन्त्रोके द्रष्टा केवळ साधारण या उद्भट 
साहित्यिक ही नहीं थे, वे तपोमूर्तिं और सत्यसंध थे । 
आष॑मतवादी कहते हैं कि “ईश्वरीय ज्ञान अनन्त और अगाध 
है । किसी-किसो सत्यकाम योगीको समाधि-दशामें इस वैदिक 
शान-राशिके अंशका साक्षात्‌ हो जाता है योगी या अपि 
अपनी अनुभूतिको जिन दब्दोंमें व्यक्त करता है, वे मन्त्र हैं। 
स्फूर्ति देवी है, परंतु शब्द ऋषिके हैं ।' 
परंतु ऋग्वेदमं ही अनेक मन्त्र ऐसे हैं, जिनसे ज्ञात 
होता है कि “ऋषि वह है, जिसने मन्त्रगत ज्ञानके साथ 
मन्त्रोको भी समाधि-दशामे अपने निर्मल अन्तःकरणमे प्राप्त 
किया है ।? मण्डल ३, सूक्त ४३, मन्त्र ५मै उसे ही ऋषि 
कहा गया है, जो अतीन्द्रिय द्रष्टा है । (५ । ५४ ।७) 
और (८। ६ | ५) में भी प्रायः यही बात है। ( १०। 
८० । ४ ) में कहा गया है कि “सहस्र गाग्रोंके सेवक 
ऋषिको अग्निदेव मन्त्रद्वष्टा पुत्र देते हैं ।? ( १० | ७१ |. 
३ ) में कहा गया है - “विद्वान्‌ यज्ञके द्वारा वचन ( भाषा ) 
का मार्ग पाते हैं । ऋषियोंके अन्तःकरणमे जो वाक्‌ 
( वेदवाणी ) थी, उसको उन्होंने प्रास ( प्रकट ) किया । 
उसको उन्होंने सारे मनुष्योंको पढ़ाया | सातों छन्द उसी 
बैदिक भाषा ( बाणी ) में स्तुति करते हैं ।” कात्यायनके 
'सर्वानुक्रम-सूत? में कहा गया है--'द्रश्टर ऋषयः स्मर्तारः ।! 
अर्थात्‌ “ऋषि मन्त्रके द्रष्टा और सत्ता हैं ।? यास्कने 
निरुक्त ( नेगमकाण्ड २। ११) मै लिखा है---“ऋषि- 
देशेनात्‌ खोमान्‌ ददर्शी ।' आशय यह है कि “ऋषियोंने 
मन््रोको देखा; इसलिये उनका नाम ऋषि पड़ा ।? इन 
सबके अतिरिक्त यह भी विदित होता है कि “परमात्मासे 
नक; ऋचा या मन्त्र प्रकट हुए |? ( १० | ९० | ९ ) केवल 
ल शानराशिके प्रकटीकरणकी बात कहीं नहीं पायी 


सभी खोता ऋषि “मानव-हितेषी* कहे गये हैं ( ७ । 
९५) ४) | यद्यपि द्वितीय मण्डलके ऋषि गत्समद्‌ 
(शोनक ), तृतीयके विश्वामित्र, चतुर्थके वामदेव, पञ्चमके 
अति, घष्ठके भारद्वाज, सप्तमके वसिष्ठ, अष्टमके कण्व और 


+ 


४ ऋग्वेदीय मन्अ-द्रष्टा ४ 


३२१ 


स्ल्ल्लल्च्च्लचलच््च्स््स्च्च्, ््],्,)््/प)शय्ँ७!्स्सच्य्य्स्य्स्च्च्स्ल््स्य्य्च्च््ल्ल्च्ल्ल्य्ल्क्च्ज्- 


एकमतसै नवमके अङ्गिरा द्रष्टा कहे गये हैं और प्रथम तथा 
दशम मण्डलोंके दरष्टा अनेक ऋषि कहे गये हैं; तो भी 
इन ऋषियोंके पुत्र, पौत्र आदि तथा अन्यान्य ऋषि और 
इनके अपत्य और गोत्रज भी मन्त्रद्रष्टा हैं। उक्त मण्डलो- 
भें उक्त ऋषि और उनके वंशधर ही प्रधान द्रष्टा हैं 
इसलिये उनके ही नाम कहे गये हैं । पिता, पुत्र, पौत्र; 
प्रपौत्र आदिका एक साथ ही रहना सम्भव नहीं है; इस- 
लिये सभी मन्त्र एक साथ ही नहीं प्रकट हुए। ऋग्वेदके 
दूसरे ही मन्त्रमै प्राचीन और नवीन ऋषियोंकी बात 
आयी है। (१। १७४ । ८ ) में नये ऋषिगणका उल्लेख 
है; (४। १९ | ११) में पूर्ववर्ती और (४ । २० । 
५) में “नवीन? ऋषियोंके स्तवनका विवरण है । इसके 
आगेके २१ से २४ सूक्तोंके भ्यारहवें मन्त्रौम भी 
पपर्ववत्ती' ऋषियोंका उल्लेख है । (५ । १०।७) में 
“पुरातन? और “आधुनिकः ऋषियोंकी स्तुति कही गयी 
है।( ६ । २१। ५ ) में प्राचीन, मध्ययुगीन और 
नवीन--तीन प्रकारके ऋषियोंका कथन है । (६ । ४४ । 
१३ ) में तो प्राचीन और नवीन स्तोत्रोंकी भी बात आयी 
है। (७। २२ । ९) में वसिष्ठ इन्द्रसे कहते हैँ-*जितने 
प्राचीन ऋषि हो गये है और जितने नवीन हैँ, सभी 
तुम्हारे लिये स्तोत्र उत्पन्न ( अभिव्यक्त ) करते दैं ।? इन 
उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि ऋषियोंने विभिन्न समयाँमै विविध 
मन्त्र देखे | बहुत पीछे व्यास और उनके शिष्य-प्रशिष्य 
आदिने मन्त्र-संकलन करके संहिताएँ बनार्यी । 


ऋग्वेदीय मन्त्रद्र्ट ग्रहस्थ थे--प्रायः सबके गोत्र 
और वंश चले हैं; तो मी वे जलमे कमल्पत्रके समान 
गाहं॑स्थ्यके प्रपञ्च-पाखण्डसे निर्लिप्त थे । वे चेतन-तत्त्वके 
चिन्तक थे; जीवन्मुक्त थे। वे अरण्यानीमे पावन जीवन 
बिताते थे, वे एकान्त-शान्त स्थानमें ब्रह्मद्रवकी साधनामे 
लीन रहते थे । बे चेतनगत प्राण थे ओर उनका बाह्य 
और आन्तर अध्यात्म-ज्योतिसि उद्धासित रहता था। वे 
स्थितप्रज्ञ थे और आत्मरसमै बिमोर रहते थे । वे ईश्वरकी 
दिव्य विभूतियोंमे रमण करते थे | वे चेतनके भव्य भावों- 
की अभिरामतामें निमग्न रहते थे । वे विशाल विश्वके 
प्रत्येक कणमै, प्रत्येक अणुमे, प्रकृतिकी प्रत्येक छयमै परम 
तत्त्वका विकास पाते थे, प्राञ्जल प्रकाश देखते थे, ललित 
नृत्य देखते थे; मनः-प्राण-परिप्छतकारी संगीत सुनते थे । 
यही कारण है कि वे जड, चेतन- सत्रको आत्मवत्‌ समझते 


मा० अं० ४ १-- 





थे, सबकी स्तुति और पूजन करते थे । वे सभी पदार्थोको 
चेतनमय देखते थे--वे चेतनके साथ ही खाते-पीते, सोते- 
जागते और बोलते-बतलाते थे । वे वस्तुतः ऐसा ही अनु- 
भव करते थे । वे 'आत्मवत्‌ सर्वभतेषु' में अनुस्यूत रहते 
थे। वे अपनेमै सारी सृष्टिको और सारी सृष्टिमे अपनेको 
देखते थे । इसील्यि वे जड पदार्थासे भी बातै करते थे, 
उनका भी नमन करते थे, उनका भी यजन करते थे । जो 
वीर अपनी तळवारसे बातें नहीं करता, वह भी कोई वीर 
है ? जो वैद्य अपनी ओप्रथियोंके आगे सिर नहीं झुकाता) 
वह मेषजका रहस्य क्या जाने । यदि आप भी परमात्मा- 
की दिव्य विभूतियोको जीवनमै ढाल ळे-देवोंसे घिरे रहें 
तो आपका जीवन भी आनन्दमय, तेजोमय, सुगन्धमय 
और रसमय हो जाय तथा आप भी समदर्शी होकर प्रत्येक 
जड पदार्थको भी चेतन-छावित समझने लगे । 

मन्त्रद्रष्टा ऋषि सिद्धयोगी थे । वे त्रिकालदर्शी थे । वे 
“बर्तमान और भविष्यकी अद्‌भुत घटनाओंकोः भी देखते थे? 
(१। २५ । ११) । वे महान्‌ तपस्वी थे । कितने ही ऋषि 
वल्कल धारण करते थे ( १० । १३६। २ )। कितने 
ही लौकिक व्यवहार छोड़कर परमहंस बन जाते थे |? बे 
योगबलसे वायुपर चढ़ जाते थे | वायु भी उनकी वशवत्तितामें 
आवद्ध था ( १० | १३६ । ३ ) ।वे आकाशमें उड़ते 
और सारे पदार्थांको देख लेते थे (१ । १३६ ।४ ) वे 
पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रोंमे निवास करते थे और 
चराचरके सारे ज्ञातव्य विषयोकी जानते थे | वे आत्मरसके 
उत्पादक और आनन्ददाता मित्र थे (१० । १३६ । ५६) 

ऋषि सेवाका मर्म समझते थे; इसलिये वे सेवाव्रती! पर 
सदा प्रसन्न रहते थे ( १ । ५३ । १ ) । उनका मत था- 
सेवक यमपथसे नहीं जाते ( १ । ३८। ५) | वे पूजा- 
का महत्व समझते थे$ वे यह भी जानते थे कि देवता तपस्वी- 
के ही मित्र होते हैं ( ४। ३३ । ११ )) इसलिये वे 
अपूजकको महान्‌ पापी समझते थे ( २। १२ | १० )1 वे 
ग्रहागत अतिथिका यथेष्ट सम्मान करके उसे प्रचुर धन 
प्रदान करते थे (२। १३ । ४; ५ । ४। ५)। वे 
समाजकी सुन्यवस्थाके लिये परस्पर सहायता करना आवश्यक 
समझते थे ( १ । २६ | ३ ) | उनका मत या कि दाता 
दीर्घ आयु प्राप्त करते और जरा-मरण-यून्य स्थानको जाते 
हैं ( १ । १२५ । ६ ) । विद्वान्‌ ही समाजक्रे मस्तिष्क होते 
हैं; इसलिये “विद्वान पुरुषको द्रव्य-दान देना? वे अत्यावश्यक 


३२२ # मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





त ९९७1७१ वे पक तपता कप थे .। थे ( १ । १२७ । ४ ) | उनका निर्देश था--दाताके 
नामकी मृत्यु नहीं होती, दाता दरिद्र नहीं होते; उन्हे 
क्लेश, व्यथा और दुःख नहीं सताते, उन्हें स्वर्ग और 
मत्यंलोकके सारे पदार्थ सुलभ हो जाते हैं ( १० | १०७। 
८ ) ॥ उनका अनुभव था--याचकको अवश्य धन देना 
चाहिये; क्योंकि जैसे रथ-चक्र नीचे- ऊपर घूमता रहता है, 
बैसे ही धन भी कभी किसीके पास रहता है और कमी 
दूसरेके पास चला जाता है । वह कभी खिर रहनेवाला 
नहीं है ( १० | ११७। ५ ) | ऋषिका स्पष्ट उद्घोष है- 
मोघमन्नं बिन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य । 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ 
(१०।११७।६) 
अर्थात्‌ “जो स्वार्थी है, उसका अन्न-धन उत्पन्न करना 
बृथा है। में सच कहता हूँ, इस प्रकारका उत्पादन 
उत्पादकका बध करा देता है। जो न तो धनको धर्म- 
कार्यमें लगाता है, न अपने मित्र-हितेधीको देता है, जो स्वयं 
पेट पाळनेवाळा है, वह केवल साक्षात्‌ पापी है ।? और 
पापी ससथसे नहीं जाते ( ९ | ७३।६)। ऋषि कक्षी- 
वान्‌ कहते हैं- “जो धनी दूसरेका पालन नहीँ करता, उसे 
में घृणित समझता हूँ ( १। १२० । १२ ) 0 ऋषि 
देवलका सिद्धान्त है--देवता अदाताओंके हिंसक हैं ( ९ । 
१३। ९ )। 
ऋषि हितेप्री पुरुषका बड़ा सम्मान करते थे ( १। 
६९ । २ ) । मन्त्रद्रष्टा इन्द्रके इसलिये उपासक थे कि इन्द्र 
मनुष्य-हितैष्री थे ( १ । ८४। २०) | वे उधीको सच्चा 
आर्ये-अपत्य समझते थे, जो मनुष्य पालक है (४ | 
२ । १८ )। बे “पुण्यवानकी ही उन्नति सम्भव मानते 
थे? ( २ । २३ | १० ) | पुण्यवान्‌ स्तोताको ही सन्मार्ग- 
की प्राप्ति होतीहै(३।२। १)। 
ऋषियोंकी उत्कट उत्कण्ठा थी--'हमारी बुद्धि वेद- 
ज्ञान-समर्थ वने? ( १ । ११२ । २४) ।वे “विद्वान्‌ पुत्र? 
ही चाहते थे ( १।७३।९ )| वे ठसा पुत्र चाहते 
थे, जो 'कानोंमें स्वर्ण ओर रलेमें मणि धारण करनेवाला 
हो? ( १ । १२२। १४) । वीर पुत्रमें उनकी बड़ी रुचि 
थी ( १।१२५।३; ९। ९७।२१ और २६ )। 
वे उत्साही, जनप्रिय और विद्याध्ययनमें “दक्ष पुत्र! की 
कामना करते ये ( १ । १४१ | ११ )। वे देवतासे ध्वल- 
बान. दव्यवाइक) महान्‌, यज्ञकारी और ससम विशिष्ट 


पुत्र” की याचना करते थे (४। ११ | ४) । वे “अपने 
कार्यसे पिता, पितामह आदिकी कीर्चिको प्रख्यात करनेवाले 
पुत्र' को बहुत पसंद करते थे ( ५। २५ | पू २९२ 
अपने 'मानवःहितेषी पुत्र? की रक्षाकी इच्छा करते रहते थे 
(७। १। २१ )। 
वे आलसीसे घृणा करते थे (२ । ३० | ७ )। 
निन्दक और दुर्बुद्धिको हेय समझते थे ( १ । १२९। ६; १। 
१३१।७ ) । निन्दकसे कोसों दूर रहना चाहते थे ( ६ । 
४५ | २७ ) | द्वेषीसे मी दूर रहना चाहते थे (२।२९। 
२ तथा २ | ३० | ६) | ब्राह्मण-द्वेषी और मांस-भक्षकको अपना 
श्रु समझते थे (७ | १०४ | २ ) । पापियों और हिंसकोसे 
ताण पानेके लिये अग्निदेवसे प्रार्थना करते थे ( ८ | ४४ | 
३० ) | यही बात ( १। २९ | ७) में भी है । उनके 
देवता मन्तरद्नेषियोंके संतापक और क्रोधीके हिंसक ये ( २। 
२३ | ४-५ ) | हव्यदाता और धार्मिकके हिंसकको ऋषि 
वध्य समझते थे (६। ६२। ३; ७ |) २५।३)। 
परंतु वे उदार और दयाळ इतने थे कि यदि राक्षस मी 
रोगी है तो उसका विनाश नहीं चाहते थे (३।१६।१)। 
यज्ञ) दान ओर तप--धर्मके ये तीन प्रधान अङ्ग हैं 
और तीनोके ही उपासक और साधक ऋषि थे । वे यज्ञको 
ऋत” बा सत्यात्मा मानते थे ( ९ | ७३। ८-९ ) | उनकी 
अनुभूति थी कि “प्रज्वलित तपसे यज्ञ ( ऋत ) और सत्यकी 
उसत्ति हुई है? ( १० | १९० | १ ) । यज्ञका वाच्यार्थं है 
पूजन । मन) वचन और कर्मसे चराचरका पूजन, सेवन और 
आराधन यज्ञ है । इसी यज्ञसे सृष्टि-चक्र संचरणशील है । 
इसीख्यि यज्ञको विश्वका उत्पत्ति-स्थान और श्रेष्ठ कर्म कहा 
गया है ( शतपथव्राह्मण १ | ७ | ४ । ५) | ऐतरेय 
ब्राहमण ( १।४।३ ) का मत है कि यज्ञ और मन्त्रोंके 
उन्चारणसे वायुमण्डले परिवर्तन हो जाता है और निखिल 
बिश्वमै धर्मचक्त चलने लगता है |? जैमिनीय मीमांसा तो 
यशसे ही मुक्ति मानती है | भगवद्दीतामें: सृष्टि 
सचालक यज्ञको माना गया है । ऋग्वेदके मतसे तो 
हही भयमा या सुख्य ध्म | 


गा मन्तरोमे यको 'सत्यभूत' और 'सत्यरूप? कहा 
तत SISSON 
5 OT (८ | ३२; १०-। 
६३ | ११) | ८ 


यके द्वारा परस्पर हित होता - दैः 
समाजका त ९ 
रलिका सुचारु रूपसे संचालन होता है और जागतिक 


है. 





% वग्वेदीय मन्तरद्रष्टा ॐ | 


लस 





समृद्धि होती है । यज्ञाग्निसे मेघ बनते हैं? दृष्टि होती है, 
अन्न उत्पन्न होता है और अन्ततः प्रजा सुखी होती हि 
यही नहीँ, यज्ञमे आत्मशक्ति और मन्त्रदाक्ति जागरित 
होती तथा दैवी स्फूर्ति प्राप्त होती है, जिससे याशिक मोक्ष- 
मार्गमे आरूढ हो जाता है । फिर उसके मङ्गलमागी 
होनेमे क्या संदेह ( २ । ३८ । १ ) | जो यज्ञहन हैं 
वह सत्य-शून्य है । उसे नरकके सिवा अन्य स्थान कहाँ 
मिले ( ४। ५। ५ )। 


जैन-बौद्धोंमि अहिंसा, ईसाइयोंमे प्रेम, सिखोमे भक्ति 
और मुसल्मानोंमे नमाजका जो महत्त्व है, उससे भी बढ़कर 
बैदिक धर्ममै यज्ञका महत्व है । अमोध शक्ति और मुक्तिकी 
प्रात्तिका यह महान्‌ साधन है । वैदिक वाडाय ही नहीँ) 
भगवद्रीता मी यज्ञसे मोक्ष मानती है ( ४ । ३२ ) । 
यहाँ गांधीजीने मी अपने “अनासक्ति-योग? मै लिखा है-- 
ध्यज्ञके बिना मोक्ष नहीं होता ।? इसील्यि आये ऋषि 
याज्ञिक शक्तिको उद्बुद्ध रखते थे । इसका सूक्ष्मतम रह 
उन्हें सम्यक्‌ ज्ञात था । इसीलिये उनके प्रति दैवी शक्ति 
ही नहीं; परमात्मशक्ति भी जागरूक रहती थी ओर इसीलिये 
आर्य-ऋषिको ज्योति वा आभ्यन्तर प्रकाश प्रदान किया 
गया था ( २ । ११ । १८ ) । कदाचित्‌ इसील्यि उन्हे 
सारी पृथिवी भी दे दी गयी थी, ताकि वे इसे सुख- 
समृद्धिसे सम्पन्न रखें और अपने सुकमा और आदेशोंके 
द्वारा मानबोंको परमधामका मार्ग दिखाया करें ( ४ । 
२६। २ )। 

आदर्श मानवताके लियि जिस सद्गुणावलीकी 
आवश्यकता होती है, उसमें गांधीजीके समान ही अनेक 
महापुरुषोंने सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्यको प्राधान्य दिया 
है । इन तीनों सद्गुणोंके सम्बन्धमै ऋग्वेदीय मन्त्रः 
द्रशओंका अभिमत देखिये । पहले ब्रह्मचर्यको लीजिये । 
ऋषि ब्रह्मचर्यको परम धन मानते थे | वे इस घनके 
परम उपासक थे; इसे वे तेजःपुज्ञ समझते थे ओर याशिकके 
लिये अनिवार्य मानते थे | ऋषि कहते हैं-- 


बृहस्पते अति यद्यो अहाद्‌ चुमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु । 
यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ 
(२ । २३ । १५) 

अर्थात्‌ हे यज्ञजात बृहस्पति ! आर्यलोग जिस धनकी 
पूजा करते है, जो दीति और यश्चवाढा धन लोगॉमे शोभा 





३२३ 








पाता है, जो धन अपने ओजसे प्रदीप्त है, वही विलक्षण 
तेज:शाली ब्रह्मचर्य-घन हमें दो |! 

प्रत्येक धार्मिक और धर्म-कार्यके लिये वे ब्रह्मचर्य- 
पालन आवश्यक ओर अनिवार्य समझते थे । वे अब्रह्मचारीको 
यज्चमै विघ्न जानते थे; इसलिये वे इन्द्रसे प्रार्थना करते 
थे कि हमारे यज्ञमे अत्रह्मचारी ( शिइनदेव ) विघ्न न 
डालने पायें ।? 

ऋषियोंका अनुभव था कि हिंसककी बुद्धि भ्रष्ट होती 
है; इसलिये अहिंसा-पालन तो वे और भी आवश्यक 
समझते थे । ऋषि अगस्त्य मरुद्गणोंसे प्रार्थना करते है 
“मरुतो ! अहिंसक होकर हमें ( मानवाँको ) सुबुद्धि प्रदान 
करो । ( १ । १६६ । ६ ) । ऋषि ग्रत्समद कहते 
हैं—*हम हिंसाशून्य होकर परम सुखमें निवास करें? ( २। 
२७ । १६ ) । ऋषि वसुश्रुतिकी कामना है--(इला; 
सरस्वती और मही नामकी तीनों देवियाँ हिंसा-शून्य होकर 
इस यज्ञमे आगमन करें! ( ५ | ५ | ८ ) | अत्रि 
ऋषिके अपत्य स्वस्ति कहते हैं--“वायु ओर इन्द्र | अहिंसक 
होकर सोमरसका सेवन करो |! ( ५। ५१ । ६ )। ऋषि 
अर्चनानाकी कामना है-“गहमै हमें अहिंसक मित्रका सुख 
प्राप्त हो ( ५ । ६४ । २ ) । ऋषि वसिष्ठ कहते हैं-- 
“इन्द्र | हम अहिंसक होकर ही तुम्हारी दया प्राप्त करते हैं? 
( ७ । २०। ८ ) । ये ही ऋषि मरुतोंसे विनय करते 
हैं--./मरुतो ! तुमलोग अहिंसक होकर इस यज्ञमें सोमरूप 
हव्य ग्रहण करो? ( ७ । ५९ । ६ ) । ऐसे कथन प्रभूत 
मात्रामै पाये जाते हैं, जिनसे जाना जाता है कि आदर्श 
मानवताके लिये वे अहिंसाको अनिवार्य नियम मानते थे | 

सत्यक्रे तो वे प्रबल पक्षपाती थे ही । उनका प्रधान 
र्मानुष्ठान ( यज्ञ ) सत्यस्वरूप ( ऋत ) था । वे असत्यः 
पोषकको “राक्षस समझते थे ( १० । ८७ । ११ ) । उनके 
देवता सत्य-खभाब थे ( ८ । ९ । १५ ) । कण्क्पुत्र 
प्रस्कण्व ऋषि उषासे याचना करते हैं--उषा | मुझे सत्य 
वाकू दो ( १ । ४८ । २ )। शक्तिपुत्र पराशरका अनुभव 
हे--'सत्य मन्त्रद्वारा ही आकाश धृत है? ( १ । ६७ | 
३ ) । उक्थ्य-पुत्र दीर्घतमा ऋषिका विश्वास था--'सूर्य 
सत्यकी पूर्ति और असत्यका नाश करके संसारका भार वहन 
करते हैं? ( १ । १५२ | ३ ) | स्पष्ट है कि ऋषि 
सत्यको प्रकाश और असत्यको अन्धकार समझते थे | 
अगस्त्य ऋषिकी पत्नी लोपामुद्राका कहना है--'सत्य- 


३२४ 


रक्षक ऋषि देवोसे सच्ची बात कहते थे ( १ । १७९ | 
२ ) । आगेके मन्त्रमै कहा गया है--*हम सत्यप्रतिज्ञ 
होकर स्तुति करते हैं? ( १ । १८० | ७ ) | उनके इन्द्रः 
देव “सत्यसंकल्प? थे ( २। १५ । १)। यही बात ( २। 
२२ ) के प्रथम तीन सूक्तोके अन्तमं भी कही गयी है । 
२ । २४ । ७ में अङ्गिरा लोगोंको “सत्यवादी' और 
सर्वज्ञाता? बताया गया है । वाक-पुत्र प्रजापतिकी उक्ति 
है--“पुरातन सत्यवादी महर्षियोंने दावाप्रुथिवीसे अपना 
अमिलषित अर्थ प्राप्त किया था! ( ३। ५४ | ४ )। 
ऋषि वामदेवका अनुभव है--सत्यरहित और सत्य वचन- 
शून्य पापी नरक-स्थानको उत्पन्न करता है? ( ४। ५ | 
५) । यहीं ११वें मन्त्रमें वामदेव कहते हे--'हम 
नमस्कारपूर्वक वा विनम्र होकर सत्य बोलते हैं ।? ४ | 
११ । ३ में पुनः वामदेव कहते है--“सत्यकर्मा यजमानके 
ल्यि वीर्यशाली रूप और धन उत्पन्न हुए हैं ॥ ५। 
४० | ७ में अत्रि ऋषिको 'सत्य-पालक? कहा गया है । 
ऋृषि-द्वन्द केवल ५सत्य-धारकों” को ही यज्ञमे बुलाते थे 
(५ । ५१ । २ ) । ६ । ५१ । १० में लिखा है-- 
“बरुण, मित्र और अग्नि सत्यकर्मा स्तोताओंके एकान्त 
पक्षपाती हैं. ॥ ७ । १०४ । १२-१३ में वसिष्ठका उद्वार 
है--'विद्वानको ज्ञात है कि सत्य और असत्य परस्पर 
प्रतिस्पर्द्ी हैं । इनमें जो सत्य और सरलतम है, सोमदेब 
उसीका पालन करते हैं और असत्यकी हिंसा करते हैं ।? 
“सोमदेव पापी और मिथ्यावादीको नहीं छोड़ते, मार देते 
हैं । घे राक्षस और असत्यवादीको मार डालते हैं | 
१० । २७। २ में कहा गया है--सत्य वह है, जिसका 
अवलम्बन करके आकाश ओर दिनः वर्तमान है, सारा 
संसार और प्राणिदृन्द जिसपर आश्रित हैं, जिसके प्रभावसे 
प्रतिदिन जळ प्रवाहित होता है और सूर्य उगते हैं ।? इन 
उद्धरणोंसे जाना जाता है कि वे सत्यके कितने अनन्य अनुरागी 
थे और असत्यको कितना जघन्य समझते थे । वे सत्य-चक्रके 
द्वारा ही विश्वचक्रका संचालन मानते थे । सत्यके द्वारा सूर्य 


* मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


अपनी किरणोंको सायंकाल एकत्र करते और सत्यके द्वारा ही 
प्रातःकाळ किरणोंको विस्तृत करते हैं (८। ७५ | ५ )॥ 
मेध्य ऋषिका सिद्धान्त है--देवताओंकी संख्या तीह 
है और वे सत्यखरूप हैं ( बालखिल्य-सूक्त ९ | २)। 
यमने यमीसे कहा है--'मैं सत्यवक्ता हूँ । मैंने कभी भी 
मिथ्या-कथन नहीं किया है? ( १०। १० | ४ )। ऐसे 
उद्धरण और भी दिये जा सकते हैं । मुख्य बात यह है 
कि मन्त्र-द्रष्ठाओंका सर्वस्व सत्य था और सर्वाधिक घृणा 
उन्हें असत्यसे थी । फलतः आदर्श मानवताके लिये जिस 
सद्गुणावलीकी आवश्यकता है, वह उनमें चूडान्त रूपमै थी | 


वस्तुत; मन्त्रद्रष्टा ऋषि आदर्श मानव थे--उनमें 
अधिकांश तो महामानव थे । यदि उनके जीवनादर्श 
अपनाये जायँ तो मानवताके लोक और परलोक--दोनों 
सरस, सुखद और मधघुर-मज्जुछ बन जायें। 


यहाँ यह बात भी ध्यान देनेकी है कि आधुनिक 
उपन्यास-कहानियोंकी तरह क्रम-बद्ध सांसारिक प्रपञ्च- 
पाखण्डोंका वर्णन ऋषि नहीं करते थे । उनकी शेली भिन्न 
थी) उनके कथन और चिन्तनकी दिशा ही प्रथक्‌ थी । वे 
अध्यात्मशक्तिमै रमण करते थे ओर छल-छट्मपूर्ण मानव- 
कथा लिखनेकी अपेक्षा परमात्मा और उनकी विभूतियोंकी 
आराधना करना और वित्रृति लिखना श्रेयस्कर समझते थे । 
यही कारण है कि उन्होंने न तो मानवेतिहास लिखा; न 
श्शङ्ञार-रसकी .कबिताएँ ही बनायीं । याँ देवी शाक्तियोंका 
स्तवन करते-करते कुछ विषयोंका सूक्ष्मतम उल्लेख हो गया 
है । इन्हीं सूक्ष्मतम उल्लेखोंको लेकर संस्कृत-साहित्यमे 
विशद विस्तार किया गया है | कभी-कभी तो दो-एक मन्त्रीको 
लेकर एकएक पुस्तक रच डाली गयी है । शुक्लयजुर्वेदीय 
वाजसनेय-संहिताके ४० वें अध्यायके प्रथम दो मन्तरोको 
लेकर भगवद्गीताके ७०० ,छोक निर्मित हुए और गायत्री 
मन्त्रके २४ अक्षरोंमेसे एक-एक अक्षरपर वाल्मीकि-रामायणके 
२४ हजार लोक रचे गये । वेद्‌ ऐसी ही मुक्ता-मणि- 
माझा है ।# [ क्रमशः ] 


Oe 


% सम्मान्य सि न न 77 इस लेखमें ऋग्वेदके समस्त ऋषियोंका परिचय 


अंशमात्र दी यहाँ दिया गया है ।--सम्पादक 


रिचय कराया दै । लेख बहुत बड़ा दोनेसे उसका प्रारम्भिक 


% श्रीरामचरितमानस मानवताका आदश + 


२२५ 


स्स्स क्क ्च्च्यच्चयच्यतच्यच व्या 


श्रीरामचरितमानस मानवताका आदश 


( छेखक---श्रीरामलालजी पहाड़ा ) 


यद्यपि तुलसीदासजीने स्वान्तःसुखाय रघुनाथ-गाथाको भाषाके 

निब्रन्धमें लिखा, तो भी कृतिकारका आन्तरिक अभिप्राय यही 
रहा कि जनता आदर्श मानव ( प्रभु श्रीरामचन्द्र अवतारः 
विग्रह ) का चरित्र पढ़कर सदाचारमै प्रदत्त हो । समाजमें 
अधिक पुरुषोंके सदाचारी होनेसे व्यक्तिको आन्तरिक समाधान 
होता है | यही खान्तःसुखका स्वरूप भी है, जैसा कहा है-- 
संग्रह त्याग न बिनु पह्चिने ५ रामचरितमानसमें गोस्वामीजीने 
विशेष स्पष्ट समझानेके लिये तीन स्थानोपर मानवताके 
रक्षकोंका वर्णन किया है--बालकाण्डके आरम्भमें वन्दनामै, 
अरण्यकाण्डमे रामजी और नारदजीके संवाद मै» उत्तरकाण्डः 
में रामजी और भरतजीके संवादमें | अधिक स्पष्टताके हेतु गौण 
पक्ष लेकर मानवताके घातकोंका वर्णन भी उन्होंने इन तीन प्रसंगों- 
पर कर दिया है । श्रीरामजीने जो कुछ जहाँ कहा है, वहीं 
मानवताकी सुन्दर झलक आ जाती है । थोडेहीमै वे शब्द 
हृदयंगम होकर अपना अनुपम प्रभाव डालते हैं । अन्य 
जनोंके उद्गार उनके योग्यतानुसार ठीक ही हैं । गोखामीजीने 
जनताके समक्ष मानवताका सच्चा स्वरूप रखनेके अभिप्रायसे 
ग्रन्थकी रचना भाषामें की। अपने हेतुको पूरा करनेके लिये उन्होंने 
निराकरण-विधिसे अधिक काम लिया है । संसार “जड़ चेतन 
गुन दोषमय? रचा गया है, इसमें संतजन हंस-समान स्वभावः 
से निराकरण कर सकते हैं । सामान्य जनताके लिये यह काम 
कठिन है । अतः गोस्वामीजीने जनताके कल्याणके लिये इस 
विधिका अनुसरण किया । जनता भली वातको पहचानकर 
ग्रहण कर सकेगी । जो भले हैं।बे “मलो भलाइहि पे ल्हइ' और 
मूलतः जो नीच है, वह “लहइ निचाइहि नीच! । 
इनके सिवा अन्य वचनोंमें भी मर्मकी बात प्रकट की गयी 
है । मानवताके रक्षकोंके उद्गार गम्भीर रहते हैं । शिवजी 
तपमें लगे हुए हैं | उनके पास प्रभु जाकर पार्वतीजीका पाणि: 
ग्रहण करनेको कहते हैं | 

शिवजी कहते हैं--- 
सिर घरि आयसु करिअ तुम्हारा \ परम धरमु यह नाथ हमारा ॥ 

क्योंकि--- 

'तुम्ह सब भति परम हितकारी? हो। 

देवगण कामको शिवजीके पास भेजना चाहते हैं । वह 

अपना मरण ध्रुव जानकर भी कहता है 


परहित लागि तजइ जो देही \ संतत संत प्रसंसहि तेही ॥ 
समाजसेवाके भावनावश कितना गम्भीर सिद्धान्त रखा है 
कामने ! कामके मर जानेपर देवगण झिवजीके पास जाते हैं 
और विनय करते हुए कहते हैं-- 
सौँसतिकरि पुनि करहि पसाऊ \ नाथ प्रमुन्ह कर सहज सुभाऊ॥ 
उदार पुरुष अनुशासन रखनेके हेतु यही व्यवहार 
करते हैं | 
सब देव घरणीकी विपत्ति देख एकत्रित हो विचार करने 
लगे । उस समय शिवजीने सुझाया-- 
हरि ब्यापक सर्बत्र समाना १ प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना ॥ 
सच्चे श्रद्धाउका यही विश्वास रहता है । 
अयोध्याके नर-नारियोंके वर्णनमै कहा गया है-- 
पुर नर नारि सुभग सुजि संता \ धरमसीरू ग्यानी गुलदंता ॥ 


मानवताके रक्षक सुन्दर, स्वस्थ और सरल व्यवहार 
करनेवाले होते हैं । बे अपने धर्मपर दृढ़ रहते हैं। वे परमात्मा- 
का सदा स्मरण रखते हैं | उनके ज्ञानका लोप कभी नहीं 
होता । फुलवारीमै श्रीरामजी और लक्ष्मणजी पहुँचे हैं | उसी 
समय सीताजी सह्दैलियोंको लेकर गौरी-पूजनके लिये आयीं । 
सीताजीको देख मनके क्षोभको दबाकर रामजी कहते है-- 
खुबंधिन्ह कर सहज सुभाऊ । मनु कुपंथ पगु धरइ न काऊ ॥ 
आदि । 

अपना ही नहीं; वे पूरे बंशका गौरव रखते हैं | 
दृशरथजीके पास जनकजीके दूत पत्र लेकर आये हैं | दशरथः 
जी गुरुजीको संदेश सुनाते और चलनेकी आज्ञा मांगते हैं । 
गुरुजी कहते हैं-- 
तुम्ह गुरु विप्र धेनु सुर सेबी \ तसि पुनीत कोसल्या देबी ॥ 
आदि । 

मानवताके रक्षक सेवाधर्मका योग्य पालन करके देशकी 
स्थितिको उत्तम बना रखते हैं । गुरु ( अनुभवी इद्धजन )) 
विप्र ( विशेष रीतिसे व्यवहारद्वारा धर्मसिद्वान्वको प्रकट 
करनेवाले )) धेनु ( गौ ) और सुर ( क्रियाशील गुणवान्‌ जन) 
ही देशकी प्रधान शक्तियाँ हैं । इनका यथोचित संरक्षण 
करनेसे देशकी स्थिति उत्तम रहती है | राजा-रानीकी देखा- 
देखी प्रजागण भी करने लगते हैं | 


३२६ 





% मानव वही जो सार्थे तज होता पथिक परमार्थका # 








अयोध्याके नर-नारियोंका वर्णन इसी प्रकार किया गया है--- 
मनि गन पुर नर नारि सुजाती \ सुचि अमोर सुंदर सब मातो ॥ 
नरुनारियोको मणिगणकी समता देकर सुन्दरताका वर्णन 
किया गया है। मानवताकी रक्षा करनेवालोकी यही स्थिति होती 
है । वे सत्र भाँति सुन्दर रहते हैं। उनका अन्तःकरण पवित्र 
और बाहर व्यवहार भी निष्कपट होता है । वे निश्चिन्त रहकर 
स्वस्थ रहते हैं | दशरथजी सरल मनसे गुरुजीसे कहते हैं-- 
जे गुर चरन रनु सिर घरही \ ते जनु सकरु बिभव बस करहीं॥ 
मानवताके रक्षक सदा गुरुकी सेवा करते हैं । दशरथजी 
कैकेयीको समझाकर कहते हैं--- 
रघुकुफ रीति सदा “चरि आई \ प्रान जाहुँ बह बचन न जाई ॥ 
अपने वंशके गौरबकी रक्षा करते हुए वे इतनी ऊँची 
बात कह देते हैं। सच्चे मानव अपनी बातको पूरा करते हैं, 
चाहे परिणाम प्राण छूट जायें । वे सिद्धान्तके सामने प्राणों- 
को तुच्छ मानते हैं | केकेयी माके वचन सुनकर रामजी 
सरल स्वभावसे कहते हैँ-- 
तनय मातु पितु तोषनिहारा \ दुर्ुम जननि सकर संसारा ॥ 
आदि । 
मानवताकी रक्षा करनेके लिये माता-पिताको संतुष्ट करना 
आवश्यक है । आज्ञाकारी पुत्र समाजमें अपने व्यवहारोंसे 
झान्तिकी वृद्धि करते है । और भी कहा-- 
चन्य जममु जगती तरु तासू \ पितुहि प्रमोद चरित सुनि जासु ॥ 
जब प्रत्येक घरमे अनुकूल व्यवद्दारसे प्रत्येक पिताको 
प्रमोद होता है, तब सम्मिलित समाजको भी संतोष होता है । 
रामजी लक्ष्मणको वन जाते हुए समझाते हैँ-- 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नुप अवसि नरक अधिकारी ॥ 
मानवताकी रक्षाके हेतु प्रत्येक नृप ( शासक ) को अपनी 
प्रजा ( आश्रित शासितजनों ) के दुःखोंका ध्यान रखना 
चाहिये । लोगीके साथ सहानुभूति रखकर उनके कष्टोंको 
दूर करना चाहिये । स्थितके छोभसे लोगोंके कष्टोकी बढ़ाना 
महापाप दै । पापका फळ भोगना ही पड़ता है । वनर्मे कोल- 
किरात अयोध्यावासिर्यासे बिनय करते हैं- 
यह हमारि अति बडि सेवकाई | हेहिंन बासन बसन चोराई ॥ 
कितनी सरळतासे अपने खाभाविक दोषको भी प्रकट 
कर देते हैं ! 
तथा--- है 
सपनेहुँ चरम बुद्धि कस काऊ , यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥ 


ति क ला. 
आदर्श मानवके दर्शनसे अन्यजनोंके खभावमें परिब 
हो जाता है | बनमें राजदरवार जुड़ा 
भरतजीके गुण सुनकर कहते हैं-- 
जे गुरु पद अंबुज अनुरागी । ते कोकहुँ बेदहुँ बढ्मागी ॥ 
गुरुकी सेवा करनेवाला बड़ा भाग्यवान्‌ होता 
भरतको समझाते हैं- 
गुरु पितु मातु खमिसिख पाहे । चहेहुँ कुमग पग परहिंन साहे 
गुरु, पिता, माता, स्वामीके रिक्षानुसार काम करनेसे 
कुमग (कुमार्ग ) से जानेपर मी पैर गमे नहीं पड़ता । बृ 
सँमलकर पूरा काम कर लेता है । 
रामजी सुग्रीवके साथ मित्रता करके कहते हैं-- 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । भित्र क दुख रज मेरु समाना। 
-आदि । 
सच्चे मित्र इसी प्रकार सहानुभूति रखते हैँ । वर्षाके 
वर्णनमें गोस्वामीजी कहते हैं- 


हुआ है | रामजी 


है। आगे 


कृषी निरावहिं चतुर किसाना । जिमि बुध तजहिं मोह मद माना॥ 
बुधजन मोह, मद और मानको छोड़कर चतुरतासे 
काम करते हुए समाजमें मानवताकी रक्षा करते हैं । 


समुद्र बिनयपूर्वक कहता है-- 


प्रभु आयसु जेहि कह जस अहई । सो तेहि भाति रहें सुलह ॥ 
प्रभुकी आज्ञा माननेसे मानबोंको सुख मिळता है । 
प्रहस्त रावणके द्रबारमें कहता है-- 


बचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे ॥ 


परमहित कठोर बातको सुननेवाले या कहनेवाले मानवता- 
कै रक्षक बहुत थोड़े होते हैं । रामराज्यक्रे वर्णनमे कहा 
गया है- 
जर न कर काहू सन कोई । राम प्रताप बिषमता खोई ॥ 


हि आदर्श चरित्र और धर्मानुकूल शासनके प्रभाव- 
हर से विषमता दूर हो गयी। सवमे मानवताके सुन्दर 
उग आ गये | रामजी भरतजीको संतोके लक्षण समझाते 
हुए कहते हैँ 


सम दम नियम नीति नहिं डोइहि \ परुष बचन कबहुँ नहिं बोरुहिं ॥ 


अतजन शम दम, नियम और नीतिका हढ्तासे. पालन 


करते हैं; सबसे प्रिय मधुर उनमें 
धुर बचन कहते में क्रोधकी 
मात्रा बहुत कम हो जाती है | 0 अ. 


ड 


£ श्री रामचरितमानसमै मानवताका आदी * 





मानवताके घातकोंकी स्थिति दयनीय होती और उनके 
उद्गार थोथे रहते हैं । कामके वशे पड़कर उनकी स्थिति यह 
हो गयी-- 
मदन अंध ब्याकुरू सब लोका । निति दिनु नहिं अवकोकहिं कोका॥ 
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी । तेपि काम बस भए वियोगी ॥ 
रावण अपने साथियोंको आदेश दे रहा है-- 
सुनहु सकर रजनीचर जुथा \ हमरे बेरी बिबुच बर्या ॥ 
ते सन्मुख नहिं करहिं कराई \ 
सो अत्र-- 
द्विज भोजन मख होम सराधा । सब के जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥ 
वे निशिचर भी-- 
कामरूप जानहिं सब माया । सपनेहूँ जिन्ह के धरम न दाया ॥ 
इसलिये वे-- 
जहि बिधि होइ धर्म निर्मूला । सो सब करहिं नेद प्रतिकूका ॥ 
स्वयंवरका समाज जुड़ा हुआ दै । रामजी धनुषभङ्ग कर 
चुके हैं, फिर भी कुछ रप कोलाहल कर रहे हैं | उनसे कहा गया 
इ 
बेनतेय बडि जिमि चह कागा । जिमि ससु चहै नाग अरि भागा ॥ 
तस तुम्हार झारुचु नरनाहा \ 
तुम योग्यताहीन होकर दुर्लभ बस्तुकी चाह कर रहे हो । 
देवगण सरखतीको अयोध्या जानेके लिये मना रहे हैं । सरस्वती 
निर्णय करती हैं- 
ऊंच निवासु नीचि करतूती । देखि न सकहि पराइ विभूती ॥ 
मानवताके घातक समाजमें ऊँचा पद पाकर भी अपनी 
मलिन वासनाओंको नहीँ छोड़ सकते, अपनी त्रासदायक 
करतूतौका परिचय देते रहते हैं। भरतजी वापस आ गये; तब 
उनको पिताके हेतु बिलाप करते हुए देख बसिष्ठजीने 
समझाया- 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुरू बंधु बिरोधी ॥ 
तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीँ) वे मानब थे। 
परंतु जो मानवताके घातक साता, पिता; गुरु) भाई सबसे 
विरोधःकरते हैं, वे दुष्ट होते हैं--दूसरोंको धोखा देते हैं 
अकारण क्रोध करते रहते हैं । 
_ आकाशवाणी लक्ष्मणजीको समझाती हु 
सहसा करि पाछें पक्तिताहीं । कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं ॥ 
--= मानवताक्रे घातक सदा सहसा काम करके->नहीं: नहीं) 


\ 


३२७ 





३५ 


बिगाडकर पीछे पछताते हैं | वे विवेकहीन होकर गर्वसे 
काम करना आरम्भ करते हैं। 
अयोध्यावासियोंसे कोल-किरात अपनी दशाका वर्णन 
कर रहे हैं-- 
हम जड़ जीव जीव गन घाती । कुटिरु कुचाही कुमति कुजाती ॥ 
पाप करत निसि बासर 'जाहीं \ नहिं पट कटि नहिं ऐट अघाहीं ॥ 
--आदि | 
मानवताके घातकोंका पूरा चित्र खींच दियाहै। 
शूर्पणखा रावणको समझा रही है- 
सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुम गति निमिचारी ॥ 
लोभी जसु चह चार गुमानी । नम दुहि दूध चहत ये प्रानी ॥ 
इनका इन वस्तुओंकी चाह करना उतना ही अयोग्य है 
जितना आकाइसे दूध ढुहनेकी चाह करना । मारीच 
रावणको आते हुए देख विचार करता है 
नवनि नीच कै अति दुखाई ५ जिमि अंकुछ भनु उस बिलाई ॥ 
आदि । 
घातकजन स्वार्थवरा नम्रता दिखानेमे भी कसर नहीं 
रखते। उनका लोभ किसी तरह अपना काम निकालना रहता 
है । वर्षाका वर्णन करते हुएगोस्वामीजी विचार करते हैं-- 
छुद्र नदी भरि चलां तोराई । जप थोरेहुँ धन खर इतराई ॥ 
दुष्टजन थोड़े धनके मदभें अमर्याद काम करने लग 
| 
प्रहस्त रावणके दरवारमें अपनी सम्मति देते हुए 
कहते हैं-- 
प्रिय वानी जे सुनहिं जे कहहीं \ ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥ 
मानवताके घातक अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। 
अङ्गदजी श्रीमान्‌ रावणको समझा रहे हैँ 
कौरु कामबस कृपिन विमूढ \ अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ 
सदा रोगवस संतत क्रोधी \ विष्नु बिमुख श्रुति संत बिरोधी ॥ 
तनु पोषक निंदक अघ खानी \ जीवत सव सम चौदह प्रानी ॥ 
जीते-जी मुर्देके समान वे दुष्ट जन्तु समाजमें बुराई 
फैलाते हैं । खल पुरुषके लक्षण समझाते हुए रामजी भरतजी- 
-से कहते हैं-- बा 
` जह कहुँ निंदा सुनहिं पराई । हरषहिं मनहुँ परी निधि पाई॥ 


जाते 


“पट 


.... . खल पुरषोक्रे लक्षण ऐसे ही होतेहे) :- 


३२८ 


% मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमाथका * 








आदर्श FE न  & 


सती पद्मिनी 


._ “आप केवल रानीको दिखा दें; हम ससैन्य लौट जायेंगे |? 

' अलाउद्दीनने चित्तोड़के शासक रत्नसिंहको पत्र लिखा। चित्तोड- 

दुर्ग यवन-शासकोकी आँखाका सदा काँटा बना रहा । वह 

रानी पद्मिनीके रूप-लावण्यकी ख्यातिसे अंधा होकर चित्तौड़- 

। पर चढ़ आया था । अधिक दिनोतक दुर्गको घेरे रहनेपर भी 

उसे अपने कितने योद्धाओके संहारके अतिरिक्त और कुछ 

हाथ न लगां तो विवरातः उसने उपर्युक्त आशयका पत्र भेजा। 

रत्रिं आंगत्रबूला हो गये थे | 'यवनका यह साहस ! 

हम या तो उसे यहीं समाप्त कर देंगे अथवा . अपनी पवित्र 
"मेदिनीम स्वयं मिल जायेंगे |? 

किंतु चतुरं रानीने उन्हें समझाया । यदि सरलतासे विपत्ति 

"यल जाय तो अच्छा है । अन्ततः अलाउद्दीनको पत्र मिला-- 

_(रानीका दर्शन दर्षणमे सम्भव है । वे सामने नहीं आ सकेंगी।? 

अलाउद्दीन तैयार हो गया | दर्पणमै उसने पद्चिनीको देखा 

और उन्मत्त हो गया । ऐसी रूपराशि उसने नहीं देखी थी। 

कुटिल यवननरेशने अपने साथ दुर्गके बाहर आये वीर रल्त- 

[सिंहको बंदी बना लिया । | 


. (यदि रानी नहीं आयीं तो रक्नसिंहका मस्तक उतार लिया ' 


जायगा ।' दुर्गमे उसने पत्र भिजवाया। 


` . ` दुर्गम खलब्रली मची । राजपूत शस्र-सज होने लगे, पर 
रानीने वीर गोराबादलके परामर्शसे पत्रोत्तर दिया । 'मेरे 
(कारण रक्तपात क्यों हो ! अपनी सात सो दासियोंके साथ 
,पंतिदेंबका दर्शन कर आपके पास आ जाउँगी । पतिदेवके 
पास कोई सैनिक या प्रहरी न रहे ।? { 

अलाउद्दीन कामान्ध हो चुका था । भूत-भविष्य कुछ 
! भी सोचनेक्री शक्ति नहीं रह गयी थी | वह सुदित था | 

“(एँ ॥१ वह चकित रह गया । भयानक युद्ध छिड़ गया 
था और रलसिंह तो पहले ही निकल गये । दासियोंकी पालकी- 
- मे सशस्त्र वीर राजपूत बैंठे थे और पालकी ढोनेवाले भी 
राजपूत योद्धा ही थे, रानीकी पाळकीमें रत्रसिंहको बन्धनः 
(मुक्त करनेके लिये औजारोसहितं लुहार्‌ बेठा था और 
(रानी पद्मिनी? वे तो दुर्ग अपने पतिकी सुक्तिके लिये परम 
शक्तिशाली दयामय परमेश्वरके सम्मुख कातर प्रार्थना कर 
रद्दी थीं । 


१ 


गोरा-बादलने वीरगति प्राप्त की; पर अलाउद्दीनके 
प्राण लेकर भागना पड़ा | | 
अलाउद्दीन अपनी दुर्गति नहीं भूळ सका था | पुन! 
चित्तौड़पर आक्रमण कर बैठा । राजपूर्तोंकी तलबारेँ भयाने 
निकलीं तो यंवन सैनिकोंकी छोथोंते धरती पट गयी | पा 
उनकी संख्या पर्याप्त थी । रबसिंहने युद्धमे परम गति प्रपत की | 
अलाउद्दीनने दुर्गम प्रवेश किया, पर वह चकित था | 
वह पद्मिनीको ढूँढ़ रहा था । मोमकी पुतली-सी रूप-लावप्य- 
की सजीव मूर्ति पद्मिनीको हूँढ़ रहा था, पर वहाँ मिली उसे 
बुझती चिता-भस्मका विशाळ ढेर । सहस्रं राजपूतनियोंके साथ 
कोमलाङ्गी पद्मिनी विशाल अभिमे कूदकर अपने पतिके समीप 
चली गयी थीं | 


वीराङ्गना लक्ष्मीबाई 
“झाँसी मेरी है, मैं किसीको नहीं दूँगी ।? मातृभूमिके , 


अमित स्नेहसे ओतप्रोत यह दर्पपूर्ण वाक्य त्याग और बलिदान: 
की सजीव प्रतिमा और खतन्त्रताकी प्रज्वलित मूर्ति महारानी 


' लक्ष्मीबाईका है । 


ये मोरोपन्त ताम्बेकी अर्द्धाज्ञिनी सौभाग्यवती भागीरथी" 
बाईकी कोखसे उत्पन्न हुई थीं। इनका बचपनका नाम 
मनूबाई थी । बाल्यकालमै ये बिठूरमें नाना साहबके साथ 
'खेलती थीं | वाजीराव पेशवाने नाना साहबके साथ इहह 
बाल्यकाल्‍म ही अश्वारोहण एवं शस्त्र-संचालनमे दक्ष कर दिया 
था। a रूपवती थीं, उतनी ही पराक्रमशालिनी भी 
थीं । झाँसी नरेश श्रीगंगाधररावकी ये पत्नी हुईं । निःसंतान 


'होनेके कारण इन्होंने दामोदर नामक बालकको गोद ले छिया 
या | दुर्भाग्यवश इनके पति परलोकवासी हुए । झाँसीको 


डलहोजीने अंग्रेजी-राज्यमें मिला लिया और दत्तकके निर्वाहार्थ 


'थोड़ीसी पेंशन नियत कर दी | 


दत्तक दामोदरके यज्ञोपबीतके समय उसके नाम जमा 
a शाख सपर्योमिसे अंग्रेज सरकारने एक लाख रुपया स्वीकार 
1 | रानीने सोत्साह उपनयन संस्कार करवाया | वे पवित्र” 


तम आचरण करनेवाली हिंदू विधवा थीं | धर्ममै उनकी 


' पगाढ़ प्रीति थी ओर थी स्वतन्चतामे निष्ठा. | वे देशको चंद 


ह अ्यापारियोंके क्रूर करोंमे अवश और पराधीन देखकर 
हर रही थीं, नाना साहब, कुँवर सिंह, बाँदैंका नवाब! 





१४ मनखिनी अहल्याबाई 





ग्य 
i 


कल्याण > 


त्‌ 


नारीके सवेनाशका साधन 








है. 


Ei 


ऋ आद्दो नारी ३ 


तात्या टोपे और अन्तिम मुगरू-सम्राद वहादुरशाह भी इसी 











पंक्तिमं थे | 
दूसरी ओर छुटेरोका वर्ग था, जो ढूट-पाटकर अपना 
निर्वाहमात्र करना जानता था । ऐसे ही एक छटेरे नत्येखॉने 
झाँसी-दुर्गको घेरकर तीन लाख रुपये मागे । झाँसीकी 
सम्पत्ति पहले ही अंग्रेजौके हाथमै चली गयी थी, तथापि रानीने 
अपने बहुमूल्य आभूषण उक्त छुटेरेके हाथमें देकर अपनी 
रक्षा की; किंतु उस दुष्टने अंग्रेजको भड़काया । रानीपर 
विद्रोहका लाञ्छन लगा दिया । अंग्रेजोने रानीके दमनकी 
योजना बनायी । नत्येखाँ सद्छ उनके साथ था। अंग्रेजी 
सेना झाँसीके पास आ डटी । इस अवसरपर खानदेशके 
रहनेबाळे सदाशिवनारायणने भी रानीके विरुद्ध अंग्रेजोका 
साथ दिया । 

झली मेरी दै; इसे मैं किसीको नहीं दूँगी ।? अंग्रेजीको 
उत्तर दिया रानीने । ओर युद्ध छिड़ गया । 

रानीने दुर्गपर गरगज, कड़क विजली' घनगर्ज और 
भवानीशंकर तोपें लगवा दी । भयानक गोलाबारी आरम्भ 
हुई । महिप्रविमर्दिनीकी भाँति लक्ष्मीबाई अपने सेनिकोंको 
घुम-घूमकर प्रोत्साहित कर रही थीं । इसी बीच उन्हें तात्या 
टोपेकी पराजयका समाचार मिला । वे खिन्न हुईं पर अपने 
प्राण रहते शत्रुको झॉसी-दुर्गमे प्रवेश एवं अपना अज्ञ-स्पर्श 
न होने देनेका उनका दृढ़ संकल्प था । वे रणकुशल सेना- 
पतिकी भाँति सैन्य-संचालन करती रहीं । अंग्रेज चकित तो थे 
ही; सशंक भी हो गये थे । ` 

अन्ततः अंग्रेजौने कलंकित रणनीतिका आश्रय लिया। 
उन्होंने धोखेसे आक्रमण करना आरम्म किया | उन्होंने विशाल 
दुर्गम आग लगा दी । रानी अपने शरीरको विशाल गोळे-बारूद- 
की अभिमे भस्म कर देनेके लिये प्रस्तुत हो गयीं) किंतु अपने 
सरदारोंके समझानेसे वे दुर्गसे बाहर निकल गयीं । लेफ्टेनंट 
वाकर उनका पीछा कर रहा था। पर वीर रानीने अपना पीछा 
करनेवालोंको तल्वारके घाट उतार दिया और चौबीस घंटेतक 
घोडेकी पीठपर अविराम यात्रा करती हुई एक सौ दो 
मील दूर कालपी पहुँचीं। कालपीमै भी अंग्रेजी सेना विजयी 
हुई । रानी वहाँसे भी हट गयी । 

महारानीकी सहायतासे नाना साहबने ग्वालियरपर 
अधिकार कर लिया । किंतु दिनकररावने जो ग्वाल्यिरका 
दीवान था, विश्वासघात किया । वह अंग्रेजोंसे मिल गया । 


मा० अं० ४२९- 


२१२९ 


नल ेानन<>< ही ँक्‍॑क्‍ ।ैंो॑मा ाप्र८7८८ 





कर्नल स्मिथने अपनी सेना एवं भारतीय जयचंदोंकों लेकर 
रानीपर आक्रमण क्रिया । रानीने अद्भुत पराक्रमका परिचय 
दिया । भयानक युद्ध हुआ। कितने अंग्रेज मारे गये, पर उनकी 
संख्या अधिक थी । अतएव उन्हें अपनी तलवारके घाट 
उतारती हुईं महापराक्रमशालिनी रानी उनके व्यूहको तोड 
कर बाहर निकल गयीं । 
रानी अपने घोड़ेपर दौड़ती जा रही थीं) किंतु भाग्य 
उनके पक्षमे नहीं था । दो अंग्रेज सैनिक उनके पीछे पड़ गये 
थे । मार्गम एक नाला पड़ा, जिसे उनका थका घोडा पार 
नहीं कर सका और दोनों अंग्रेजी सैनिक समीप आ गये। युद्ध 
हुआ । सैनिक परेशान थे, पर एकने पीछेसे सिरपर आघात 
किया; दूसरेने सामनेसे । रानी लहूल॒हान हो गयीं, पर उस 
अवस्थार्मे भी उन्‍होंने दोनों सैनिकोको समाप्त कर दिया | 





. उनमें प्राण रहते किसी शत्रुने उन्हे स्पर्श नहीं किया । उनकी 


प्रतिज्ञा पूरी हुई । खतन्त्रताकी देवी महारानी लक्ष्मीबाई 
भविष्यमै मी सदा खातत्तर्यप्रेमियोका दीप-स्तम्मकी भाँति 
पथ-प्रदर्शन करती हुई अमर रहेंगी | 
मनस्विनी अहल्याबाई 

इंदौरनरेश मल्हारराव होल्कर गुजरातके विद्रोहका 
दमन करनेके लिये पूना जा रहे थे। मार्गमे पाथरडीके 
शिव-सन्दिस्में विश्राम किया । वहाँ उन्होंने आनन्द्राव अथवा 
मनकोजी सिन्धियाकी रूपः णुण, शील-सम्पन्न पुत्री अहल्या- 
को देखा और मुग्ध हो गये । उन्हें वे अपने साथ इंदौर 
लाये और अपने पुत्र खंडेरावके साथ उसका विवाह कर दिया। 

अहल्याबाई अत्यन्त धर्मपरायणा एबं भगवद्भक्त 
शी । अहंकार तो इन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाया था। एक 
पुत्र और कन्या होनेके बाद इनके पतिका शरीरान्त हो गया। 
सास-ससुरके आग्रहसे राज्य-रक्षाकी दृष्टिसे इन्होंने पतिके साथ 
सती होनेका विचार त्याग दिया । मल्हारराबने सम्पूर्ण राज्य- 
कार्य इन्हें सौंप दिया । जिस दक्षता एवं कर्तब्यपरायणतासे 
इन्होंने शासन सँमाला, उसकी मल्हाररावने १७६१ ई० में 
पानीपतके युद्धले लौटकर बड़ी प्रशंसा की । 

सन्‌ १७६५ ई० में मल्हारराव परलोकवासी हुए । 
अहल्याका पुत्र मालेराव राज्यःसिंहासनपर बैठा; पर वह बड़ा 
दुराचारी था | जिन' महिदेवोंकी उसकी माता पूजा करती) 
उन्हे वह कोडे लगवाता । कुछ ही दिनों बाद वह अनाचारी 
शासक काल-कवलित हो गया | अब पुनः राज्यसंचालन 
अइल्याबाई ही करने लगीं | 


३३०. 








लकत स्त । 1 ला पेशवाका चाचा रघुनाथराव भी अत्यन्त 
कुटिल था । इंदौर हड़प लेनेके लिये रघुनाथराव क्षिप्रातक 
चढ़ आया; किंतु अहल्याबाईकी शासन-कुशलता एवं सैन्य- 
शक्ति तथा साहस देखकर वह चकित हो गया । अहल्याबाई- 
का अतिथि होकर वह वापस लौट गया । भीलोंके भयानक 
विद्रोहको तो रानीने अपनी वीरता एवं कूटनीतिसे कुछ ही 
 देरमे शान्त कर दिया । 


अहल्याबाई सत्यपरायणा, क्षमामयी, दयामयी, धर्ममयी 
एवं अति उदारस्वभावा थीं । भारतके प्रायः सभी तीर्थोमि 
उनके बनवाये विशाल मन्दिर उनके कीति-स्तम्म हैं । प्रजाके 
करोंकी वे दान-धर्मके अतिरिक्त प्रजा-पालनमै ही व्यय 
करती थीं । किसी युद्धमें सहायतार्थ रघुनाथरावने एक बार 
इनसे अर्थ-साहाय्य माँगा तो इन्होंने उत्तर दिया--“ब्राह्मणकी 
भाति संकल्प ले जाइये । प्रजाका धन ऐसे तो नहीं दिया जा 
सकता |? रघुनाथराव छजित होकर रह गया । 


वे शुभकार्या एवं भगवच्चिन्तनमे अपना समय बिताती 
थीं । ये ईश्वरभक्त एवं निपुण शासक थीं | साठ वर्षकी 
आयुमे बारह सहल्न ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर उनका 
आशीर्वाद प्राप्तकर इन्होंने परलोककी यात्रा की । अहल्याबाई 
घर्मकी देवी थीं और थां हिंदू नारीके लिये प्रज्वलित आदर्श | 


देवी शारदामणि 


“मेरा सारा ईइबरुप्रेम विदा हो जायगा, यदि में तुम्हें 
रोती देखूँगा ।? जगदम्बाके अनन्य भक्त श्रीरामकृष्ण परमहंस- 
ने अत्यन्त प्यारसे अपनी धर्मपत्नी झारदादेबीसे कहा था 
और जनकनन्दिनौकी भाँति माँ झारदाने एक दिन अपने 
प्राणाधार पति श्रीरामक्ष्णदेवके सम्मुख अपना हृदय-भाव 
उँडेल दिया था “खामीके साथ बृक्षकी छाया भी मुझे 
अट्टालिकासे अधिक सुखद है |? 

माँ शारदादेवी बंगालके बाँकुडा जिलेमे जयरामबाटी 
नामक .गाँबके एक निर्धन किंतु सात्विक धर्मपरायण ब्राह्मण- 
के घर उत्पन्न हुई थीं । उनका छः वर्षकी आयुमे ही श्री: 
गदाधरजी ( श्रीरामकृष्ण परमहंस ) से विवाह हो गया था | 
तेरह वर्षकी आयुतक वै घरही पर रहों । घरका सारा काम, 
यहाँतक गले-गलेतक पानीमे घुसकर गायके लिये घास भी वे 
स्वयं काट लाती थीं । 


वतिंणहमें इन्होंने जब पदार्पण किया, तब श्रीरामझष्णजी 
तो तोतापुरी मदाराजसे दीक्षा छे चुके थे । श्रीरामकृष्णजीने 


के: मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


RS 





वदे प्रेम इन्द घरही एवं साधन-भजनकी छोर 
शिक्षाएँ दीं । अस्पकालमें ही ये परम त्याग एवं तपकी भह 
हो गयीं । 

श्रीरामकृष्णजीके दक्षिणेश्वर चले जानेपर माँ जय. ' 
बाटी आ गयी थीं, पर इनका मन दुखी रहता | अतएव 
वे दक्षिणेश्वर चली आयां । मार्गमे इन्हें तीव्र ज्वर हो आया। 
शरीर दुर्बळ एवं रुग्ण हो गया | उस अवस्थामै उन्‍हें 
जगदम्बा कालीने प्रत्यक्ष दर्शन दिये । ये दक्षिणेश्वर पहुंच 
तो श्रीरामकृष्णजीने इनकी यथोचित सेवा-शुश्रूषा करके 
खस्थ कर दिया । 


इन्हे 


माँ परमहंसदेवके साधनमें बाधा नहीं, अपितु सहायिका 
थीं | उनका स्वयंका जीवन साधनामय था । परमहंसजीने 
स्यं कहा था “वह ( श्रीशारदादेवी ) यदि इतनी भोली न 
होती, कामनाशून्य न होकर आत्मविस्मृतिसे यदि मुझे पकड़े 
रहती तो संयमका बाँध तोड़कर मुझमें देह-बुद्धि आती या 
नहीँ कौन कह सकता है |? 


तपस्वी पतिके साथ रहकर वे स्वयं साधन, भजन और 
जप-तपमें पारदर्शी हो गयी थीं। एक बार कामारपूकुरसे 
दक्षिणेश्वर जाते समय ये अपने साथियोंसे बिछुड़ ग्या । 
अँधेरी रातमें एक डाकू मिला । उसने इन्हें कालीके रूपमै 
देखा । इनके “पिता' कहनेपर उसका इनके प्रति पुत्रीका 
भाब हो गया । वह डाकू कई मिठाई आदि लेकर पुत्रीके 
भावसे इनके पास आया भी था । 


“तुम मुझे चाहती हो या भगवान्को !” एक ख्रीने 
असमंजसमें पढ़कर अपने पतिका प्रश्‍न माँके सामने उपस्थित 
किया । माने बढे प्यारसे कहा “क्यों बेटी | तुमने उत्तर क्यों 
नहीं द्या । तुम्हे कहना चाहिये था, मैं तुम्हींको चाहती 
ई » माकी पतिदेवके चरणोंमे कितनी श्रद्धा, निष्ठा एवं 
प्रेम था, उपयुक्त वाक्यसे स्पष्ट हो जाता है । 

ये पतिदेवको. “गुरुदेव? या "ठाकुर? 
चेन्‌ १८८६ ई० में ( जब ये केवळ ३३ वर्षकी थीं ) श्रीरामः 
चे परमहंसने शरीरत्याग किया तो ये आकुल हो गयीं | 
अन्तमै श्रीपरमहंसने इन्हें साक्षात्‌ दर्शन देकर कहा---'तुम्हारा 
संसारमै रहना अभी आवश्यक है |? 


अपने पुण्यमय पतिके आदेशानुसार इन्होंने जीवन- 
चारण किया तथा भक्तोंको शिक्षा-दीक्षा देते हुए 


कहा करती थीं । 


+ नारीके सवेनाशके साधन * 





1000 0100 त सिसि सिसिस्सिसिसिसिजि विर 
जगतका हित-साधन करती रहीं । २१ जुलाई सन्‌ १९२० मै 
इन्होंने इस मर्त्य-घामको त्याग दिया और पतिलोकके लिये 
प्रयाण कर गयीं । 


२३१ 











माँ शारदा देवीका जीवन तपका जीवन था--साधनाका 
जीवन था । आज भी उनका जीवन-चरित्र पढ-सुनकर भक्त 
गद्गद्‌ होते एवं अपना जीवन निर्माण करते हैं । 


DE 


नारीके सर्वनाहाके साधन 


सहशिक्षा 

'ज्वळदम्निसमा नारी घृतकुम्भसमः पुमान्‌ ।› 

अञ्निके समीप घीका घडा रहे और उसका घी पिघले 
नही--कभी हो सकता है यह ! युवक छात्र एवं तरुण 
शिक्षकोका बराबरका साथ, उनके साथ बैठना-पढ्ना, 
मिलना-जुलना युवती कन्याओंका--अन्ततः वे पत्थरकी 
मूर्तियाँ तो नहीं हैं | उनके शरीरमें भी मांस-पिण्डका ही 
हृदय धड़कता है । उनके चित्तमै विक्कति नहीं आयेगी; 
यह दुराशा क्यौ करते हैं लोग ! उनके शिक्षक एवं 
सहपाठियोँके चित्तमें ही विकृति आती है--किसका दोष है! 

निरन्तर संग--मन वशमें रहे, यह आशा आजके 
छात्रोसे--और॒ उस उत्तेजक वातावरणमें । छेड़-छाड़- 
बोली-ठोंली--पॉव फिसलनेकी पूरी भूमिका प्रस्तुत करके 
आजके समाजकै विधायक संयमकी आशा करते हैं ! 
अवाञ्छनीय घटनाएँ, औद्धत्यके समाचार--पापकी वृद्धि; 
किंतु सर्बनाशका साधन सहरक्षा रहेगी तो सर्वनाशको 
रोका जा नहीं सकता । 


तलाक 

अब सरकारने विवाह-विच्छेदको कानूनका आशीर्वाद 
दे दिया है। किंतु जो नारी इस प्रकार तलाक प्राप्त करेगी-- 
क्या होगा उसका ! उसके पास धन होगा और रूप होगा 
तो इनके लटेरे अवश्य आ जुटेंगे--वह रक्षा कर पायेगी 
उन भेड़ियोंके भूखे समूहसे अपनी १ उसे भुलावा देना सरल 
नहीं है क्या ! धन तथा रूपकी समासिके पश्चात्‌-आपको 
कोई आश्रय दीखता है उसके लिये ! 

तलाक नारी ही तो नहीँ दे सकती, पुरुष भी दे ही 
सकता है । रोग जब रूप छीन ले, शक्ति न रह जाय 
सेवाकी--पुरुष ऐसी नारीको छोड़ देना चाहे-आजके 
स्वार्थी युगमे यह स्वाभाविक नहीं लगता आपको १ तलाकके 
लिये बहुतःसे प्रतिबन्ध हैं किंतु न्यायाल्योमें क्या सत्यका 
निर्णय हो पाता है ! शठे प्रमाण, झूठी साक्षी, मिथ्या 


आरोप--पुरुषका स्वार्थ इनका आश्रय नहीं लेगा, कोई 
आइवासन है १ ऐसी अवस्थामै तलाकके अधिकारने नारीकी 
रक्षा की या उसे विपत्तिके मुखमै डाला ! 
नृत्य 

बचपनसे हमलोग जानते थे--वाराज्ञनाएँ नाचती हैं । 
भारतमै नृत्य तो वेश्याओंकी आजीबिकाका साधन था और 
कलाका सम्मान भी इससे हो जाता था । किंतु पाश्चात्त्य 
सभ्यताका उपहार--अब सार्वजनिक मञ्चौपर सम्पन्न, 
सुशिक्षित सभ्य परिवार अपनी बहू-वेटियोको नचानेमें गर्वका 
अनुभव करने लगे हैं | अब एक सामान्य बात हो गयी है 
सबके सामने बहू-बेटियोंका नाचना ! 

नृत्य एक कला है--कोमल कला; किंतु वह श्रंगार- 
कला है। कामके भावोंको उद्दीप्त करनेवाली कला । गृत्यकी 
भाव-भंगी, अङ्ग-संचालन-- उत्तेजक ढंगसे उत्तेजक अज्ञोंका 
गतिदर्शन है वह । शत-शत लोक जिसकी कलापर मुग्ध होते 
हे--उस कलाकारपर भी उसमें कुछ मुग्ध हों तो-उनका 
दोष १ और प्रशंसा कितना मीठा विप्र है १ अपने प्रशंसको- 
के प्रति किसीका रुझान नहीं होगा-कैसे अशक्य माना 
आपने १ पतनका पथ प्रशस्त करके संयमकी आशा-- 


आजकी समझदारी धन्य है ! 
च 


फेसन ' 

देशमै अर्थ-संकट है। विदेशी मुद्राकी कमी है | देश बड़े-बड़े 
ऋण ले रहा है । पाउडर, क्रीम) नेलपालिश) लिपस्टिक तथा 
दूसरी फैसनकी वस्तुओका आयात एवं निर्माण एकदम बंद 
कर दिया जाय--कोई मर जायगा ! कोई रोगी होगा! 

ओष रँगकर, नाइलोनकी पारदर्शी साड़ी तथा पारदर्शी 
ब्लाउज पहिनकर; अर्धनग्न, अङ्गोंका अधिकाधिक प्रदर्शन 
करते बाजारोंमें चलना । यह साज-सजावट लोगोंकी दृष्टि 
आकषित करनेके ल्यि ही तो ! पतन तो इस रुचिमें ही हो 
गया और अनर्थको निमन्त्रण दे दिया गया ! हाय ! आर्य- 
नारीका यह पतन ? 


— eT 


३२२ 








% मानव वहा जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 
न नन व या | 
श्रीरामचरितमानस मानवताके उद्मका दिव्य केन्द्र है 





पन. 


( छेखक--वेद्य पं० सैरवानन्दजी शमी 'व्यापक' रामायणी “मानस-तत्त्वान्वेपी! ) 


मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम अनादि पुरुष तथा 
आदि-नायक हैं, जो मानव-जगतके एकमात्र आदर्श हैं, 
मानवता अथवा नायकत्वकी प्रतिष्ठा एवं मर्यादा हैं । वे ऐसे 
नरश्रेष्ठ है, जिनके आदर्शपर नरत्व ( मनुष्यत्व) उत्पन्न 
हुआ है । वे ऐसे नायकोत्तम हैं, जिन्होंने नायकत्वको जन्म 
दिया है । अतः वे ही नायकत्व और पुरुषत्वके आदर्श और 
आदि उदाहरण है । 
श्रीराम एक साथ आदर्श सम्राट आदर्श शासक; आदर्श 
राजा; आदरे गृहस्थ, आदर्श स्वामी आदर्श पति, आदर्श 
पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श गुरु) आदरा शिष्य, आदर्श बन्धु, 
आदर्श मित्र और आदर्श भक्त हैं | भाव यह है कि जो जिस 
परिस्थितिर्म है, वे तदनुसार अपना आदर्श स्थापित करनेमें 
मानसके नायक श्रीरामके आदशंसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त 
कर सकते हैं । अर्थात्‌ हम राजा हों या प्रजा, खामी हों या 
सेवक; गुरु हो या शिष्य, पिता हौं या पुत्र, भाई हाँ या 
बन्धु--चाहे जिस परिस्थितिमे हाँ, श्रीरामको अपना आदर्श 
बनाकर यथाशक्ति अपने कतव्यका निर्वाह करके मानव-जीवन- 
को सफल बनाते हुए परम पदके अधिकारी बन सकते हैं । 
यथा-- 
पुरजन परिजन गुरु पितु माता \ राम सुभाउ सबहि सुखदाता ॥ 
रामचरित-मानसंके निर्माणसे मानव-जगतूमें उदार धार्मिक 
भावना, धार्मिक एकता, धार्मिक विश्वास, पारस्परिक प्रेम और 
सुख तथा शान्तिका अकथनीय प्रसार-प्रचार हुआ है । एवं 
मानव-जगतूके कल्याणका पथ भी प्रशस्त बन गया है । 


नीति, मर्यादा, सदाचार, दुर्गुणों ( अवगुर्णों ) का त्याग 
एवं सदूगुणोका ग्रहण, माता-पिताकी श्रद्धा भक्ति एवं प्रेमपूर्वक 
खेवा, संतोंका सेबन और सत्सङ्ग, प्राणिमात्रपर दया-माव, 
काम; क्रोध, लोम) मोह? मद्‌ मत्सर आदि ' षड्रिपुआंको 
१, राम अनादि अवधपति सोई ॥ ` 
> घुरुष' प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगटे परावर नाथ | 
रघुकुळ मनि मम स्वामिं सोइ कहि सिव नायउ माथ | ४ 
„ झइमादिद्दि देवानां महपीणां च सश: ॥ | 
द्यो. मामजमनादिं च जत्ति ' डोकमदेश्वरम्‌ ih 


' कल्याणकारी है 


जीतना, विषयोसे विरक्त होना, भगवानूकी शरणागति ए 
प्रेमा-भक्ति आदि-आदिके सदुपदेशोसे रामचरितमानस भर 


है 


पड़ा है, जिनके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्यका अन्तः ' 


करण अवश्यमेव शुद्ध हो जाता है । 


श्रीरामचरितमानसका प्रणयन बड़ी ही अलौकिक 
रीतिसे हुआ है । दिव्य-शक्तियोंकी विशिष्ट आयोजनासे 
उसका महान्‌ संघटन हुआ है । अतः तह सर्वाज्ञपूर्ण है। 
उसमें किसी भी प्रकारके दोषका आरोपण नहीं हो सकता, 
वह सवंदोघविनिर्मुक्त है । मानसकी चोपाइयाँ) दोहे तथा 
छन्दादि, प्राणोंमें नित-नूतन प्रेरणा भरते हैं तथा उनके पठन: 
पाठन, स्वाध्याय, श्रवण-मननसे जीवनमै एक प्रकारके दिव्य 


इ 


रसका संचार होता है । देह-धर्म, आत्म ( अन्तःकरण ) धर्म, | 


शह-धर्म, कुळधर्म, समाज-धर्म, लोक-धर्म और विश्वःधर्म 


या पूर्ण धर्मका मानसमें युक्तिपूर्वक बड़ा ही सुन्दर विवेचन * 


हुआ है । 


देह-धर्मसे आत्म-धर्म, ग्रह-धर्मसे कुळधर्म, कुल-घर्मते 
समाज-धर्म, समाज-धर्मसे लोकःधर्म और लोक-धर्मसे विश्व 
धर्म ( जिसमें धर्मका स्वरूप शुद्ध और अपने पूर्णरूपमें दिखः 
लायी पड़ता है ) का अङ्गाङ्गि-मेदपूर्वक सार-अलङ्कारद्वार 
उत्कर्ष कथन किया गया है । पूर्ण धर्म अङ्गी है और दोष धर्म 
उसके अङ्ग हैं । पूर्ण धर्मका सम्बन्ध अखिल विश्वकी स्थिति 
रक्षासे है, जो वस्तुतः पूर्ण पुरुष, या मर्यादा-पुरुषोत्तममें ही रहता 
है तथा जिसकी वास्तविक: अनुभूति. उनके श्रद्धा-भक्तियुक्त 
सच्चे भेक्तोंको ही हुआ करती है । .. | 
` ' मानसमें जो सर्वतोमावैन आदर्श पुरुषका चित्रण है 
वह आदर्श तथा उसका अनुकरण सामान्य मनुष्यकी शर्तिके 


बाहर मी नहीं है । किंच यदि सर्वथा अनुकरण कठिन भी 


› तो भी जितना अनुकरण हो सकता है, उतना ही परम 
। अतः श्रीरामचरितमानसका परिशीलन करना 
होतो पहले उसका स्वरूप समझकर ही करना चाहिये । 
मानसके इस अलौकिक ( दिव्य ) प्रभावके कारण ही भारत" 
वर्षके मानस-पटपर, 'मर्यादापुरुषोत्तम + श्रीराम कण-कर्णम 


Fd व्यास ४ ॥ लाखो वर्ष हुए जब. भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इस 
( गीता १० । २-३ ) OPQ 


१. आनहिं भगत भगत उर चंदन ॥ 


ह 
~ 


५ श्रीरामचरितमानस सानवताके उद्दमका दिव्य केन्द्र कन 


३३३ 


_____ 22 तरती 








अवनितलपर अवतरित हुए थे और मानवकी तरह इस घरा- 
धामपर रहे थे | उनका वह दिव्य मानवजीवन मानवमात्रके 
ल्यि- विशेषतः आर्य-जातिके लिये परमोत्कृष्ट आदर्शके रूपमै 
प्रकट हुआ तथा आर्य-जातिने उसीके आधारपर उसी सना- 
तन चिरशाश्वत सत्यकी भित्तिपर अपनी आदर्श आर्यसंस्क्रति- 
की स्थापना की--यथा “रासवद्‌ वर्तितब्यस्‌ ।' 


रामचरितमानसने अपने दिव्य व्यापक सौन्दर्यसे सभौ 
श्रेणियों और वर्गोको अपनी ओर आकर्षित किया है । इसमें 
मानवःजीवनके समी श्रेष्ठ साधनोंकी प्रमुख धाराओं और 
प्रबृत्तियांका अभूतपूर्व एकीकरण ( संघटन-सामञ्जस्य ) हुआ 
है । गूढातिगुढ़ ज्ञानः विचार) योग-तस्व+ मूर्तिमान्‌. श्रद्धा 
तथा सुन्दर नीतिकी व्याख्या; आदर्णसे अनुप्राणित कर्तव्य, 
विवेक, सदाचाय्युक्त पाण्डित्य) अनासक्तिः युद्ध मिलाप 
( संधि ), राज्यः भोग, त्याग) ग्रहण आदि सभीका मानसमें 
अपूर्व समन्वय हुआ है । विश्वकी विभिन्नताओंका यहाँ एकी- 
करण ( समीकरण ) पाया जाता है । 


वर्तमान समयमे रामचरितमानस विश्वका प्रसिद्ध अपूर्व 
ग्रन्थ माना जाता है | एक ही दृष्टि रखकर यह ग्रन्थ समझने? 
सोचनेमै बहुत ही व्यक्तिगत बन जाता है। भक्ति; ज्ञान या 
कर्मकाण्ड ही इसमें है- यौं कहना एकदेशीय दृष्टि है। इस 
प्रकारकी सीमित दृष्टि रखकर इस मानस-ग्रन्थका अनुशीलन 
करना इसको संकुचित बनाना है । मानस तो सवका है| 
सब कुछ इसमें है, जो सबके लिये उपादेय है। यह एक युग 
था समयविशेषमे बँथा हुआ नहीं है; यह सब कालके ल्यि है। 
अतः इसको पढ्ने, समझने और देखनेके ल्यि तथा इसकी 
महामहिमाकी अनुभूति एवं इसके सौन्दर्य तथा शक्तिके परिः 
ज्ञानके लिये परिपूर्ण दृष्टिकी आवश्यकता है । 


मानसके अनुशीलनसे भक्ति ही नहीं? मानवताकी प्राप्ति 
होती है । गोस्वामी वुल्सीदासजीने इसे इसी दृष्टिसे रचा है 
कि जिससे सबका उपकार हो सके । मानसके पठन-पाठनसे 
ज्ञान) भक्ति, कर्म या उपासनाका तत्त्व ही नहीं ज्ञात होता, 
बल्कि इसमें वर्णित श्रीरामचन्द्रजीके दिव्य मानवी गुर्णोसे 
मानवताकी आदर्श शिक्षा प्राप्त होती है । सामग्रीसे कथाके 
महरवका पता लगता है । श्रीरामके चरित्रके श्रवण, मनन? 
अनुकरणसे लोगोंकी उन्नति होती है तथा धर्म-पालन होता 
है । कारण, श्रीराम और धर्मम कोई अन्तर नहीं है ।श्री- 
राम धर्मके मूर्तिमान्‌, स्वरूप हैं । यथा-रामो विग्रहवान्‌ धर्म: । 








जिसको धर्मका तत्व अवगत करना हो; उसे राम-तत््व जान 
लेना चाहिये । 

यह केवल रामचरित ही नहीं दै, इसे ऐतिहासिक एवं 
सांस्कृतिक दष्टिसे ही नहीं लिखा गया है) किंतु यह 


नानाएुराणनिगमागमसम्मतं यदू 
रामायणे निगदितं  क्कचिदन्यतोऽपि । 

स्वान्तःसुखाय तुळसी रघुनाथगाथा- 
आघानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ 


जड़ी ही “व्यापक दृष्टि! से लिखा गया है। यह अष्टादश 
ही नहीँ, अनेक (उप) पुराणोँसे सम्मत है । “यत्‌? का 
सम्बन्ध भी सबके साथ है । यथा “यत्‌ नानाएुराणसम्मतम्‌ 
यत्‌ निगमसम्मतम्‌, यत्‌ आगम-सम्मतम्‌, तथा यत, रामायणे 
निगदितम्‌ । यह चरितपरक ग्रन्थ है--केवल रामायण ग्रन्थ 
ही नहीं है । रामायणमे रामके ऐतिहासिक चरित्रोंका ही 
वर्णन होता है । वह “वाल्मीकीय रामायण? दै । यह मानस 
रामगाथा; रामसुयश, रघुपति-चरित्र, आदि सब कुछ है, पर 
“रामायण? नहीं । स्वयं ग्रन्थकार गोस्वामीजीने मानसमरमै 
कहीं भी अपने ग्रन्थका नाम “रामायण” नहीं कहा है । तो 
क्या कहा है ? “रामचरितमानस? कहा है? यथा- 
रामचरितमानस एहि नामा ५ सुनत खतन पाइअ बिश्रामा ॥ 

स्वयं कवि जो नाम लिख गये हैं, उसके अतिरिक्त हम 
अन्य नाम कहें तो यद हमारा बुद्धिबाहुल्य ही होगा । जो 
नास स्वयं तुलसीदासजी लिख गये हें? हमें उसीको कहना 
चाहिये । एक ही कविवर ऐसे हैं*( वाल्मीकिजी ) कि जिन्होंने 
“रामायण? लिखा है । यथा--- 

बंदों मुनि पद कंज, रामायन जहिं निस्मयउ॥ - 

अतः इम कोई नयी ( अन्य ) रामायण नहीं बना रहे 
हैं---यह पथक्‌ है) जिसने रामायणका निर्माण किया है; उससे 
हमें सम्मति तो लेनी ही पड़ेगी । अतः कहा ध्यद्वामायणे 
निगदितम्‌।' सबके संकलनके बाद भी फिर (क्वचिदन्यतो5पि' 
क्या रह गया १ उत्तर अर्थात्‌ (नानापुराणनिगमागमसम्मत' 
मैं केवल प्रमाण-प्रन्थ ही नहीं बना रहा हूँ? किंठु प्रत्येक 
मनुष्य इसमें वर्णित श्रीरामके चरित्रको अपने जीवनमें कैसे 
दाल सकता है; पशु या मनुष्य या राक्षसके साथ 
सज्ञ-दोष) या सङ्ग.गुण कैसे प्रात होते हैं; प्राकृतिक दैनिक 
जीवन केसे बिताना चाहिये? अनध्यायीका उद्धार कैसे दो 
सकता है--इन सब बातोंका भी इसमें वर्णन करना है।अतः में 


३३४ 














Mmmm oo ची 


रडुनाथकी गाथा लिख रहा हूँ । कौन-सी भाघामे ! यहाँ कविने 
भाषाका स्पष्टीकरण नहीं किया, केवल “भाषाबद्ध” कहा-- 
भाषाःबद्ध यानी जो संस्कृतसे अनूदित है । जिस भाषासे 
आमास हो सके) चाहे वह कोई भी भाषा हो । अर्थात्‌ जो 
सर्वसाधारणकी समझमें आ सके, वह भाषा | अस्तु, 


भारतके प्रत्येक प्रान्तमें रहनेबालोंको मानसकी दो-चार 
चोपाइयाँ बहुधा याद रहा करती हैं, जिन्हें वे समय- 
समयपर दोहराया करते हैं | यथा-- 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तरक बढ़ावइ साखा ॥ 
फा बरषा सब कृषी सुखाने । समय चुके पुनि का पछिताने ॥ 
जहाँ सुमति तहँ संपति नाना । जहाँ कुमति तरू बिपति निदाना ॥ 
~ आदि-आदि । 
छोटे बालकोंको भी यदि मानसकी प्रारम्भसे ही शिक्षा 
दी जाय तो इससे संयुक्त पर्याय शब्दोंका भी उन्हें बोध हो 
जाता है । यथा-- 


पहुँचे जाइ घेनुमति तीरा \ हरषि नहाने निर्मळ नीरा ॥ 


यहाँ ‹गोमती-तीरा? कहते तो ऐतिहासिकता तो आ 
जाती, पर “गो? शब्दका पर्याय “धेनु? शब्द होता है; गोमती- 
का दूसरा नामरूप “धेनुमति? भी होता है--इसका पता न 
लगता । पुनः “भाषा-बद्ध” क्‍यों किया ? 

कीरति अनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहे हित होई ॥ 

यहाँ कीर्तिकी गङ्गासे तुलना की गयी। गङ्गामै तैरना न 
जाननेवाले द्विज-पण्डित डूब जाते हैं और तैराक केवट 
( कोल-किरातादि ) भी पार उतर जाते हैं । विद्याका कितना 

भी बल हो, तैरना न जाननेसे वहाँ डूबना ही पड़ेगा । 
मानव एक सामाजिक प्राणी होते हुए भी अपने 
समाज) परिवार या जातिवालोके ही उपकार या संरक्षण-शिक्षण- 
में रत रहता हो--ऐेसी बात नहीं; वह तो (सर्वभूतहिते रतः? 
रहता है । मानवताकी परिभाषाका कोई दो. दो-चारके समान 
अत्यन्त निश्चितरूपसे स्थूल तर्थ्याका उदाहरण देकर तो 
निरूपण किया नहीं जा सकता | किंतु 'सर्वभूतहिते रतः? 
सबके प्रिय» सबके हितकारी रहना ही मानसकथित मानवता- 
का शुद्ध स्वरूप है | संक्षेप अब इसका एक अन्यतम उदाहरण 

देकर इस लेखका उपसंहार किया जा रहा है | 

श्रीरामचन्द्रजी भ्राता लक्ष्मणके साथ 

वित्यप करते चले जा रहे थे । इतनेमें ही अकस्मात्‌-- 





# मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका > 
पजा 





">>> 
आगे परा गीधपति देखा | सुभिरत राम चरन जिन्ह रेखा | 
तो अति शौभ्रतापूर्वक राघवेन्द्रने ग्रभराजको अपनी परम 
पावनी गोदमै उठा लिया | यथा--- 


राघो गीध गोद करि ठीन्हो । ( गीताबलो ) 


एक कबिने इस हृश्यका बड़ा ही करुणाजनक हृदः 
स्पर्शी वर्णन किया है | यथा-- 
दीन मरीन अधीन है अंग, बिहंग परयो छिति छिन्न दुखारी । 
राघव दीन दयालु कृपालु को, देखि भई करुना बडि मारी ॥ 
गीच को गोद में राखि कृपानिधि, नयनसरोजनि में भरि बारी । 
गारहिं बार सुधारत पंख, जटायुकी धूरि जटान सों झारी ॥ 
इसके उपरान्त-- 
राम कहा तन राखहु ताता । 
क्या कहा आपने ! मैं अपने इस छिन्न-भिन्न शरीरको 
रखूँ ! हाँ तमी तो गोदमें लिया है यह सुनते ही-- 
मुख मुसुकाइ कही तेहिं बाता ॥ 
क्या १ 
तुरसी प्रमु झूठे जीवन रूगि समय न धोखो लेहों । 
जाको नाम मरत मुनि दुर्भ, तुम्हहि कहाँ पुनि पेहों ॥ 
( गीतावली ) 
अच्छा | अब एक गते कर लीजिये--“मैं जब कमी 
मरूंगा; उस समय सम्मुख आकर अपने अङ्कमें बैठा लोगे 
या नहीं ! प्रभुने कुछ उत्तर नहीं दिया । अतः हँसकर कहा | 
अहा मरणावस्थामै गीधराजको रोकर कुछ कहना था न कि 
देशकर | इससे यह भाव जनाया कि आपको तो इस समय 
उल्टे यह कहना भान जयायु | अच्छा है, इस बेकार शरीर- 
को शीघ्र छोड़ दो | पुनः आत्मा तो अमर है । फिर आपका 
मेरे इस जीण-शीर्ण शरीरपर मोह कैसे हुआ ! क्या आप यह 
चाहते हैं कि मैं इस रले-सड़े शरीरको रख दूँ और आमिषः 
आहार किया करूँ | पर मैं आपकी चाल जान ऽ] गा | आप 


१. यहाँ तो मानवताकी पराकाष्ठा हो गयी । कारण, 


पोंछकर पानी पिलाना तो दूर रहा 


» बेचारोंके उल्टै कारकी 
टकर और दे जाको, त [राके उल्टे अपनी कार 


के शोध ही प्राणतक निकल जायें । 


> 


ऋ मानवता गुरू दै # 


===... | | | | | | | |  \1\ ङ 





मेरे द्वारा किये गये उपकाररोका बदला इस शरीर-दानसे चुका 
रहे हैं । अस्तु, जरा बताइये तो सही-- 
जाकर नाम मरत मुख आवा ५ अघमउ मुकुत होइ श्रुति गावा ॥ 
सो मम लोचन गोचर आगे । राखौं नाथ देह केहि खेशें॥ 
इतना सुनते ही राघवेन्द्र सरकार रो पड़े । यह देखकर 
पूछा गीधपतिने--“आप रो क्यों रहे हैं १ “जहाँ विवशता 
होती है, वहाँ रोता हूँ ।? “क्या आज विवशता है १? “नहीं? 
पर मैं तुम्हारा कुछ भी बदला नहीं चुका सका ।” गीधने 
कहा--“हरिरूपाकी-सी मुक्ति किसीको नहीं मिली । मैं 
तो आज गीधसे मनुष्य, भक्त, देवता-नहीं-नहीं, साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वन रहा हूँ और फिर भी (ऐसी गति देकर भी) आप 
कहते हैं--त्रद्ला नहीँ चुका सका ।!? तो इसपर कहते हैं-- 
“यदि में अपनी उदारतासे आज तुमको “गति? देता; तब तो 
रोनेकी कोई बात ही नहीं थी । कारण, गति देनेके बाद 
तो मैं रोता नहीं ।? “तो फिर ऐसी ( यह ) “गति? मुझको 
कौन दे रहा है ? इसके उत्तरमे-- 
जरू भरि नयन कहहिं रघुराई । तात कर्म निज ते गति पाई ॥ 
अर्थात्‌ तुमको तुम्हारे ही कर्मने गति दी है । 
अच्छा, तो फिर आपने अपना स्वरूप क्यों दिया १ 
उत्तर-मैं भगवान्‌ हूँ, अतः-- 
न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ॥ 








aN 


य 
u's 
1 


4 


फिर भी बिना किसी सम्बन्ध ( नाते ) के अकारण 
अपनी ओरसे मैं जैसे आते प्राणिर्याकी प्राणपणसे सहायता 
( रक्षा) करता हूँ, वैसे ही तुमने भी मेरी बृत्ति (मगवदवृत्ति) 
को अपनाया । एक बार “पुत्रि! कहकर उस (सीता)के ल्थि प्राण 
( शरीर) त्याग दिया | जीव जब भगवद्दत्तिमै आ जाता है; 
तब भगवद्रूप ही हो जाता है। अर्थात्‌ स्वयं भगवान्‌ बन जाता है| 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति । ( श्रुति ) 
अतः आज गीधका प्रत्युपकार न कर सकनेसे भगवानका 
भी मस्तक झुक गया । वे बोले 
पर हित बस जिन्हके मन माहीं तिन्ह कहँ जगदुकँम कळु नाही ॥ 
उपर्युक्त प्रमाणोंद्वारा यह सिद्ध हो गया कि यह श्रीराम 
चरितिमानस ग्रन्थ-रत्न सर्वदा सबके लिये पठनीयः मननीयः 
अनुकरणीय तथा पूजनीय है? आवाळ-द्ध सभी ( मनुष्य- 
मात्र ) का समानभावसे उपकारी है । अतः अधिक-से-अधिक 
इसके (श्रीरामचरितमानसके) व्यापक प्रचार-प्रसारमें योग देना 
मनुष्यमात्रका पूर्ण कर्तव्य है । कारण यह है कि यह श्रीराम- 
चरितमानस आदर्श) दिव्य, आदिनायक, मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्रजीका नित्य दिव्य आदर्श मानव-चरित है तथा 


मानवताके उद्गमका दिव्य केन्द्र दै । 


(गीता ४ । १४) “बोलो मर्यादापुरुघोत्तम राघवेन्द्र सरकारकी जय !? 
1155 नन 
मानवता गुरु है 
| ( स्चयिता--श्रीमधुसूदनजी वाजपेयी ) | 
ल लघुः मानवता गुरु है। क्र 
हट जिसमें हो मानवता ऐसा मानव देवोसे भी गुरू है॥ श्र 
६5 मानवताके महासिन्धुमै सच्ची मानववा दुळभ है। भुई 
i हैं अगणित मानव पर उनमें सच्चा मानव अति दुर्लभ है ॥ क 
i मरते दम तक रावण मानवको लघु ही तो जान रहा था। 
i पर मरते-मरते वह मानवताकी शुरुता मान रहा था॥ र 
देवाने भगवान्‌ कहा पर कहा रामने मानव खुदको#। 

i याँ पुरुषोत्तमने अपनेसे श्रेष्ठ बनाया अपने खुतको ॥ ८9 
श्री भगवत्ताकी कृति है मानव; कविसे उसकी कविता गुरु है। र्‌ 
Ye भगवत्ताल भी मानवताकी सत्ता शायद कुछ शुरु है॥ 
Ne हैं भगवान्‌ साध्य पर साधन मानवता शायद कुछ शुरु है। 
भी, भगवत्ताका पथ बतलानेवाला गुरु प्रभुले कुछ गुरु दै॥ शु 


% देखिये वाल्मीकीय रामायण । 


Se आळ 


३३६ 





भरतके लिये रामका राज्य-त्याग 


अयोध्याका महान्‌ साम्राज्य--अमरावतीका ऐश्वर्य भी 
जिसकी समता न कर सके और वह क्या भ्रीरामका खत्व 
नहीं था ! महाराज दशरथको कोई अधिकार था श्रीरामको 
उस खत्वसे वञ्चित करनेका ! श्रीरामने खयं राज्यका त्याग 
नहीं किया होता--क्या कर लेती केकेयी रानी ! कुमार लक्ष्मण 
धनुष चढानेको प्रस्तुत ही थे, किंतु क्या धनुष चढानेकी 
कोई आवश्यकता भी थी १ भरत लौटकर प्रसन्न होते या 


संग्राम करते ! महाराज दशरथने ही अपने मुखसे श्रीरामको 
बन जानेको कब कहा था! 


स्वत्वकी चर्चा व्यर्थं । लक्ष्मणका रोष व्यर्थ । राज्य 
रामका सही; किंतु भरत रामके नहीं ! रामके प्राणप्रिय भाई 
भरत । राज्य भरतको प्राप्त होगा--श्रीरामको तो अपने 
राज्य पानेकी अपेक्षा अधिक प्रसन्नता हुई । वे वन चले 
प्रसन्नमन । 


श्रीरामके लिये भरतका राज्य-त्याग 


माताने भरतके लिये राज्य माँगा था और पिताने दिया 
था । श्रीरमने सोल्लास स्वीकृति दी थी पिताके वरदानको | 
कुलगुरु, मन्त्रीगण, प्रजा-प्रधान-सबकी सम्मति थी कि 
भरत सिंहासन स्वीकार करे--कौसल्याका भी आदेश यही था | 
दूसरा कोई पथ किसीके पास रहा नहीं । भरतने सिंहासन 
स्वीकार कर लिया होता ! श्रीराम प्रसन्न होते । भरतको दोष 
कोई दे नहीं सकता था । 


केकेयीका बरदान ठीक । पिताकी स्वीकृति ठीक । गुरु 
एवं मन्त्रियाँकी सम्मति ठीक; किंतु राज्य तो श्रीरामका-- 
भरत उसे केसे स्वीकार कर लें | भरत तो सेवक श्रीरामके 
और वे श्रीरामको छौटाने पहुँचे चित्रकूट । 


सत्यप्रतिश श्रीराम लौट नहीं सकते । भरत सिंहासन 
स्वीकार नहीं कर सकते । भरत श्रीरामके सेवक -श्रीरामके 


* मानव वही जो खा्थे तज होता पथिक परमार्थका # 


=== ७ या —— 


आहदशे त्याग ओर आदश मिलन 


प्रतिनिधि बनकर वे चौदह वर्ष राज्यका संचालन कर सके 
हैं; किंतु राज्य श्रीरामका । सिंहासनपर स्थापित कसे 
लिये श्रीरामकी चरणपादुका प्राप्त करके ही छोटे वे | 


चित्रकूटमें श्रीराम-भरत-मिलन 


अयोध्याका चक्रवर्ती राज्य मैदानकी गेंदके समान ठोक 
खा रहा है | जिसका वह स्वत्व था वह वल्कलधारी, जटामुकुटी 
बना वनमें आ बसा है । जिसे महाराज दशरथके बरदानने 
उसका स्त्व सोंपा) वह उसे स्वीकार करनेको प्रस्तुत नहीं । 
बह खयं वल्कल पहिने; जटाओं-जैसे रुक्ष केश बिखेरे चित्रकूट 
आया है अपने वनवासी अग्रजको मनाने । 


ूर्वादळइयाम श्रीअङ्गश कमललोचन? आजानुबाहु, 
वल्कलवसन; जटामुकुट--परस्पर अङ्कमाल देकर मिलते ये 
दोनों बन्धु--यह अजस अश्रुप्रवाहः यह पुलकपूरित तन । 


आप पहचान सकते हैं इन्हे---एक वेश, एक वर्ण; एक 
रूप होनेपर भी इन्हें आप पहचान सकते हैं । नित्य प्रसन्न 
श्रीमुख; श्रीवत्सवक्ष श्रीरामके नित्य चिह्न तो हैं ही; किंतु 
उनकी जटाएँ वटक्षीरसे मुकुट बन गयी हैं और खिन्नवदन! 
परमाकुल श्रीमरतजीके केशकलाप बिखरे हैं; किंतु आप नहीं 
पहचान सकते--दोनोंमें महान्‌ त्यागी कौन ! 


अयोध्यामें श्रीराम-भरत-मिलन 


वही नवदूर्वादलश्याम श्रीअङ्ग, बही कमललोचन? 
वही आजानुबाहु, वे ही वढ्कलवसन--अजस्न अश्रुप्रवाह) 
पुछकप्रित शरीर किंतु आज दोनों श्रीमुख परमाहादः 
पूरित हैं । 

आज वनकी पृष्ठभूमि नहीं, श्रीअवधकी नगरके बाह्य" 
मागको विस्तीर्ण धरित्री है । दोनों महामानवोके परम त्यागकां 
यह पुण्य पर्यवसान; किंतु आज भी आप पहचान सकते हैं | 
श्रीवत्सपर ध्यान दिये बिना भी पहचान सकते हैं 


महातापसको | उनका तपःकश काय आपको अपना परिचय 
स्वत; दे देगा । 


mmm ~. ~ 


राससका वनगमन 


आदशे त्याग 


चित्रकूटमे पादुका-दान 





९074 0" 
ळी 
) 


a 
A 








% सेवाधमे ही मानवता है ॐ ३३७ 


eo 


जज 





सेवाधर्म ही मानवता हे 


( ठेखक--पं० श्रीकलाधर्‌जी त्रिपाठी ) 


श्रीरामचरितमानसका अन्तिम शब्द “मानवाः?# है 
और फलश्रुति यह है कि जो मानव भक्तिपूर्वक इस प्रेम- 
जळसे परिपूर्ण मानसमें गोते लगाते दैं, वे संसार-सूर्यकी घोर 
किरणोंक्रे दाहसे वचे रहते हैं। यह शुभ कामना लोकसंग्रह- 
की दृष्टिसे है--परमार्थ-दृष्टिसे तो ग्रन्थके प्रारम्ममे स्वान्तःसुख- 
की अभिलाषा प्रकट हुई है । 
इस महाकाव्यकी रचनाके कारण श्रीगोस्वामी तुल्सी- 
दासजीको अनेक यातना. झेलनी पड़ीं) नाना प्रकारके कष्ट 
सहने पडे; अपमानित होना पड़ा; परंतु परोपकारपरायण 
महात्माजीने इन सबको बड़े धैर्यसे सहन किया ओर उत्साहे 
साथ मानवमात्रके कल्याणके कार्यको स्वान्तस्खुखाय सुसम्पन्न 
करके उसका प्रचार किया, जिससे आज भी लाखों मानव 
उन संत-शिरोमणिके अति मञ्ज नित्रन्धसे सब प्रकारका लाम 
उठा रहे हैं । लोकदृष्टिसे गोस्वामी जीके द्वारा की गयी मानवताकी 
परिभाषा है--“संत सहहिं दुख पर हित लागी ।? उनकी मानव- 
सेवासे समस्त भारतवासी ऋणी हैं । वास्तवमै इस पवित्र 
अन्थसे, साहित्य एवं भाषाका धर्म-प्रचार तथा देश-सेवा भी हो 
रही है, परंतु उनकी दृष्टिमे तो यह सब प्रभु-सेवा ही है। 
अतएव परमार्थ-इष्टिसे गोस्वामीजीकी मानवताका पर्याय 
“प्रसु-सेवा? ही है, जेसा कि ग्रन्थके आरम्ममें प्रकट किया 
गया है । “स्वान्तस्सुखाय” ही रघुनाथ-गाथाकी रचनाका उद्देश्य 
है । धस्वान्तस्सुखः? का पारमार्थिक अर्थ अन्तरात्मामें 
सुखवाला है ( झाङ्करभाष्य गीता ५। २४ )। 
श्रीसीताजी, भरत, लक्ष्मण तथा इात्रुघ्नजीका भी ध्येय 
प्रभुसेवा ही है-- 
(१) जानति कृपा सिंधु प्रमुताई \ सवति चरन कमल मन लाई ॥ 
(२) सेवहिं सानुकृरु सब भाई \ राम चरन रति अति अधिकाई ॥ 
( मानस, उत्तर० ) 
श्रीहनुमानूजीको जो कपिराजकी आज्ञा मिली थी, उसका 
लक्ष्य प्रभु-सेवा ही है-- 
सेवहु जाइ कृपा आगारा \ ( मानस,उत्तर० ) 


- # श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं मत्रत्यावयाहन्ति ये 
ते संसारपतन्गधोरकिरणेदझन्ति नो मानवाः ॥ 
( उत्तर्‌० ) 


मा० अं० ४३-- 








हि सेवा-धर्म बड़ा गहन है और इसके आचरणसे मानवता 
सौभाग्य ( सुहाग ) से भरी रहती है ! 

श्रीरामचरितमानसमै भक्तशिरोमणि भरतजीने 
श्रीयमजीकी प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे सेवा करके जिस 
मानवताके आदर्शकी स्थापना की है, उसका समन्वय श्रीगीता- 
चार्यक्रे उस उपदेशसे होता है, जिसे श्रीयोगेश्वरने अपने 
भक्त सखा अर्जुनको उस समय दिया था जब कि पार्थं अपने 
मानवता#के पथसे विचलित हो रहे थे; परंतु गुरुमुखसे 
उपदेश श्रवण करके--तुम्हारे वचनके अनुसार करूँगा| कहा 
और मानवताका अपूर्व परिचय दिया । श्रीमरतजी भी इसी 
बातको कोमल शब्दोंमे कहते हैँ 





सहज सनेह स्वामि सेवकाई । स्वास्थ छक फर चारि बिहाई ॥ 
आया सम न सुसाहिब सेवा \ सो प्रसाद जन पावइ देवा ॥ 
(२) 


मानवताके लिये पहला उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णका 


'यह है कि “अर्जुन ! तू “निस्त्रैगुण्यः--असंसारी होकर 


“निर्योगक्षेम” और 'आत्मवान? हो जा !!( २ | ४५ ) 
भरतजीने अपने उत्तरम इसी भगवद्वाक्यक्रे आशयको 
प्रकट किया है, जब कि श्रीगुरुदेव--सचिव-मण्डल तथा 
श्रीमाता कौसल्यादेवीने खर्गवासी महाराज दशरथकी आज्ञा- 
का पालन करनेका प्रस्ताव भरतजीको सुनाया था । 
भरतजी कहते हैं-- 
सोक समाज राज केहि लेखें । ( निस्त्रेगुण्य ) 
रुखन राम सिय पद बिनु देखें ॥ ( आत्मवान्‌ ) 
एकहि औँक इहइ मन माहीं । प्रातकार चळिहठे प्रभु पाहीं ॥ 
इन दीन वचनोंको सुनकर सब लोगोंने इसका अनुमोदन 
किया । वास्तवे सब लोग भरतराज्यका खप्न देख रहे थे, 
जिसको भरतजीने मोह ( निशा ) का कारण बताया 
“तुम्ह सुख चाहत मोह बस मोहि से अधम के राज )! और 
अपने संयम ( धारणा-हित हमार सिय पति सेवकाई । ध्यान 


लखन राम सिय पद बरिनु देखें । समाधि-आपन जानि न 
9000080080 0 अमन 


९ 
टा 





(गीता २। ३ ) 
( गीता १८ । ७३ ) 


% क्लैब्यं मा स्म गमः पाथं । 
+ करिष्ये वचनं तव । 


३३८ २ मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


स या 





त्यागिहहिं मोहि रघुबीर भरोस ) के बलसे रामदर्शनकी लालसा 
सबके हृदयमे उत्पन्न करके विस्मृत रामके विषयसे (निशा) 
सबको जगा दिया । यथा--झोग वियोग निम बिष दाभे \ 
“मत्र सबीज सुनत जनु जागे ॥ इसीको श्रीगीतामे भगवानने 
भी कहा है--- 





या निशा सवेसूताना तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
(२। ६९) 
भरतजी आत्मवान्‌ थे और उन्‍होंने सबको आत्मवान्‌-- 
अर्थात्‌ रामदर्शनके लिये लालायित कर दिया, जो मरतजीकी 
मानवताका पहला कर्तब्य है ! 


(७२४७) 

श्रीगीतामै मानवताके लिये दूसरा उपदेश है--'कर्ममे 
अकर्म और अकर्ममै कर्म देखना? ( गीता ४ । १८) 
जो इस प्रकार देखता है वह मनुष्योंमे बुद्धिमान्‌, युक्त तथा 
सब प्रकारके कर्मका करनेवाला है | भरतजीने इस गूढ विषयको 
बड़े सुन्दर ढंगसे अपने चारु पवित्र चरित्रमै स्पष्ट किया 
है । भरतजी सयाने साधु हैं; चित्रकूटकी यात्रा करनेके पहले 
ही उन्होंने यह विचार किया कि यह सब राज्य, कोष;वाजि; गज; 
भंडार-सब रघुनाथजीका है | यदि में इनका उचित प्रबन्ध 
किये बिना ही अयोध्यासे जाता हूँ तो मेरे लिये अच्छा नहीं 
होगा । दुषण भले ही लोग दें, परंतु सेवक वही है जो 
खामीके हितका कार्य करता है; अतएव शुचि और विश्वासपात्र 
सेवकोंको बुलाकर उन्होने सब प्रकारसे रक्षाका प्रबन्ध 
कर दिया । 

जिस राज्यको शोक-समाज समझकर त्याग दिया, अकरम 
समझा--यश्यपि उसका करना पिताकी आज्ञाके अनुसार कर्म 
ही था उस अकर्ममें सेवाकी दृष्टिने कर्मत्व दिखाया-- 
उसका उचित प्रबन्ध करना कर्म हुआ | स्वामी बनकर 
राज्य करना अकर्म हुआ । सेवक बनकर देखभाल करना 
कर्म है | 

(४) 

गीताम तीसरा उपदेश, जो मानव-समाजको मिलता 
है, वद योगी होकर आत्माका उद्धार करना, सवभूतके 
हितम रत--“सर्व भूतहिते रताः? होना तथा “आस्मौपम्येन? 
सर्वत्र देखना दै । इन कठिन वायो समझनेके ल 
चार प्राचीन भावनाए, अति उत्तम ई- (१ ) सब सुखी, 


तर. 
(२) सब निरामय, (३) कल्याणदर्शी तथा (४ ) दुःख 


रहित हों | इन्हीं सब विषयोंका विचार करके भरतजीने चिञ 
कूटकी यात्रा की--(१) सब लोग श्रीरामदर्शन करने चछ और ु 
दर्शनसे सुखी हों । (२) सबको संशय है कि भरतका क्या मत है; 
क्योंकि उन्होंने इसको स्पष्ट कह दिया था--कोड न हह |. 
मोर मत नाही | इस मोहको, जो सब व्याधिकी जड़ है, 
दूर करना भी भरतजीका कर्तव्य था, जिससे सब निरामय 
हाँ । ( ३ ) राज्य-तिलकका सामान भी ले चलें, जिससे सब 
राज्यतिलकका कल्याणमय उत्सव देखें । ( ४ ) और पहु 
राम अवध रजधानी इस मन्तव्यक्रो भी कह दिया, 
जिससे सबका वियोग-दुःख दूर हो । 


(५) 
मानवताकी शोभा--लोक-व्यवहार तथा परमार्थ-दृश्सि 
निष्काम कर्मके करनेमें ही है। इसीको गीतामै भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने “संन्यासयोगयुक्तात्माः और "अनाश्रितः कर्मफलं 
कार्य कर्म करोति यः? कहा है और भरतजीने इसका निर्वाह 
बड़े उत्साहके साथ कर दिखाया । प्रयागजी पहुँचकर 
उन्होंने तीर्थराजसे भिक्षा मॉगी-- 
अस्थ न धरम न काम रुचि गति न चहउँ निखान \ 
जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥ 
चारों फछोँका त्याग संन्यास और रामपदमें रति 
योग है--इससे भरतजीने 'संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो 
मामुपैप्यसिः के सिद्धान्तको कर दिखाया और राम-दर्शनके 
परम योग्य हुए । ( ९ | २८ ) 


(६) 

Rr जिस भाग्यशाली भक्तके हृदयमे निष्कामभावसे भगवद्‌. 
रनको अभिलाषा होती है, वह सर्वत्र भगवानको और सब 
कुछ भगवान ही देखता है | उससे प्रभु ओझल नहीं हैं और 
न श्रीकृष्ण उससे ओझल हैं ( गीता ६ | ३० ) | श्रीमरतलाछ 
की ऐसी ही दशा हो गयी--जो सजन उनको श्रीरामजीका 
समाचार सुनाते, उनको भरतजीने राम-लक्ष्मणके समान देखा 
जे जन कहहिं कुसरु हम देखे । त प्रिय राम लखन सम छखे॥ 

और जडमें भी इसी तरहका आनन्द मिला था-- 





हराहिं निरखि राम पद अंका । मानहुँ पारस पायउ रका ॥ 
रज सिर घरि हिय नयनन्हि खाहि । र्घुबर मिरुन सरिस सुख पावहिं ॥ 
सव भावोंकी भी उन्हे श्रीराममें ही अनुभूति हुई | यथा 


“प 


% सेवाधम ही मानवता है * 





rr 
प्रभु पिलु मातु सुदृद गुरु स्वामी \ पूज्य परम हित अंतर्जामी ॥ 
इत्याद । 
इस प्रकार यात्रामें भरतजीकी जड और चेतनमें राम 
मय दृष्टि हो रही थी और आश्रमपर पहुँचकर उन्हे साक्षात्कारः 
का सौभाग्य मी प्राप्त हो गया । यथा-- 
बेदी पर मुनि साधु समाजू सीय सहित राजत रखुराजु ॥ 
बरुकक बसन जरिल तनु स्यामा \ जनु मुनि बेष कीन्ह रति कामा ॥ 
कर कमन्हि धनु सायक फेरत \ जिय की जरनि हस्त हसि हेरत ॥ 


इस सुन्दर झाँकीको देखकर भरतजीकी दया प्रेमसे 
विहल हो गयी । उनकी अति ललित लालसा थी-- देखें 
बिनु खुबीर पद जिय की जरनि न जाय ७ उसको भी अन्तर्यामी 
रामजीने अपने दर्शनके द्वारा पूरा कर दिया । 

भरतजी यात्रामें- 
जबहिं राम कहि ठेहिं उसासा \ उमगत प्रेम मनहु चहुँ पासा ॥ 

और बरावर प्रभुका ही स्मरण करते रहते थे-- 

चले जाहि सुमिरत रघुनाथा || 

इसलिये भरतजीको दर्शन सुलभ हुआ । गीतामें भी भगवान्‌ 

श्रीकृष्णका ऐसा ही आश्वासन है--( गीता ८ । १३ ) । 
“`यो माँ स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ ७ ००००० ० ०० ० ०००० ॥ 
(७) 

श्रीकृष्णकी सेवा जो अव्यभिचारी भक्तियोगसे करता 
है, वह प्रकृतिके सब शुणोंको अतिक्रमण करके ब्रह्म होनेके 
योग्य होता है ( गीता १४। २६ ) । यह अवस्था बड़ी दुर्लभ 
है । इस सेवा-तरबको समझनेके लिये श्रीभरतजीका प्रेममय 
चरित्र अति उपयुक्त है । आश्रमपर भरतजी जब पहुँचे, तब 
प्रेममे मग्न होकर श्रीरामजी उनसे मिले । दोनों भाइयोंका 
हृदय परम प्रेमसे पूर्ण था । अतएव मन; बुद्धि, चित्त और 
अहमितिकी सत्ताका विस्मरण था । अवसर पाकर कई बार 
समाएँ हुई और उनमें श्रीरामजीने अपने श्रीमुखसे भरत- 
लाळजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । उनकी महिमामे यह भी 
श्रीमुखसे आशीर्वादके रूपमै सुनायी दिया कि जो 'भरतजी- 
का नाम-स्मरण करेंगे, उनको लोकमें सुयश तथा परलोकमे 
सुख मिलेगा |? श्रीगुरुदेवजीने सुक्तकण्ठसे स्वीकार किया-- 
“परत मगति बस भइ मति मोरी १" जनकजी तथा सचिव और 
सभासद्‌ भी प्रेमसे भरतजीकी प्रशंसा करने लगे, परंतु भरतजी- 
की अविचल भक्तिके ऊपर इनका कुछ भी प्रभाव न पड़ा | 


२३९. 


— 











प्रभुकी आज्ञा लेकर जब चित्रकूटकी पञ्चक्रोशी करने भरतजी 
गये, तब वहाँ ऋद्धि-सिद्धियोंने उनकी नाना प्रकारकी सेवा 
की; परंतु भरतलालकी मानवताने इनके ऐश्वयकी ओर 
तनिक भी भ्यान नहीं दिया । इसीलिये उन्होंने अपनी सेवामें तत्पर 
रहनेकी स्वतन्त्रताको नहीं खोया; न ज्ञानीकी तरह ब्रह्म बनकर 
अपनी सत्ताको; अपितु परम अकिंचन बनकर उनका अव्यभिचारी 
भक्तियोग सेवापरायण ही बना रहा | श्रीमरतकी मानवता तो 
प्रभुके गुणोंसे इतनी मुग्ध थी कि उन्होंने इन दोनों दशाओंको 
अन्तर्हित ही समझा और प्रभुकी सेवामें अपना एकमात्र 
कल्याण जाना । वास्तवमै ये गुण भक्तोंके हृदयको परमानन्दित 
और मोहित करते हैं । रामजीके लिये भरतजीके सुन्दर. प्रेम- 
मरे वचन बड़े ही रमणीय अर्थको प्रकट करते हैं-- 
सर्र सुसाहिबु सीर निधान्‌ \ प्रनतपार सर्वग्य सुजानू ॥ 
समर्थ सरनागत हितकारी \ गुन गाहकु अवगुन अघहारी ॥ 
सकृत प्रनामु किह अपनाए \ 

इत्यादि । 

जब प्रभुने यह निर्णय किया कि भरतजी अयोध्याजी 
जाकर प्रजा-पालन करें, तब भी भरतकी मानवताने पालन 
करनेके स्थानपर सेवा करनेकी ही अपनी इच्छा प्रभुके सामने 
रखकर अवलम्ब माँगा» जिसकी सेवा करके वे अवधि बिता सके। 
प्रभुने संकोचः पड़कर कृपा करके अपनी चरण-पाढुका उन्हे दे 
दी, जिनको भरतजीने सादर सिरपर रख ल्या और वैसा ही 
सुख पाया जेसा सीतारामजीके रहनेसे होता तथा उनको लेकर 
समाजसहिंत अयोध्याजी लौटे । भगवानूने उनकी वह अभिलाषा 
भी पूर्ण कर दी, जिसे भरतजीने अयोध्यामें सबको कह 
सुनाया था । 


जहि सुनि बिनय मोहि जन जानी \ आवहिं बहुरि राम रजधानी॥ 
यह भरतजीकी प्रेममयी मानवता है, जो प्रभुको अपने 
साथ लिये अयोध्याजीको वापस आयी । श्रीशंकरका कहना 
नितान्त सत्य है 'कहहु तु कहाँ जहाँ प्रभु नाही? 
प्रनतपाळु पारिहि सब काहू \ देउ दुहू दिसि ओर निबाहु ॥ 
अस मोहि सब विधि मूरि भरेसो । किए बिचारु न सोचु खरो सो॥ 
यह भरतजीकी अभिलाषा सत्य थी और पूर्ण हुई ! 
(८) र 
श्रीअयोध्याजी पहुँचनेपर भरतजीने श्रीगुरुदेवसे शिक्षा 


और आशीर्वाद पाकर श्रीरामजीकी चरण-पादुकाको राज- 
सिंहासनपर पधराया। वे प्रेमसे उनकी नित्य पूजा करते और 





३४० 





क मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 





प्रभुकी आज्ञा लेकर राजकाजका सम्पादन सब प्रकारसे करने 
लगे | इस तरह राज्यकी सेवा करके चौदह वर्षको उन्होंने बड़े 
आनन्दसे व्यतीत किये | उनकी पूजाको देखकर सब लोग 
उनकी बड़ी सराहना करने लगे थे और कहने लगे थे--- 
सब विधि भरत सराहन जोगू ७ 

( १ ) जिनका मूर्तिपूजामें विश्वास है, उनकी मरतजीकी 
मानवता यह शिक्षा और आश्वासन देती है कि जिस विधिसे 
भरतजी पूजा करते रहे, उसीका अनुकरण करनेसे भगवान्‌ 
प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और अभिलषित फल भी 
देते हैं---इसमें सदा विश्वास रखना चाहिये। विधि यह है-- 
पुरक गात हिय सिय रघुवीर । जीह नानु जप लोचन नीरू ॥ 

इस प्रकारसे-- 

नित पूजत प्रभु पँवरी प्रीति न हृदय समाति । 

और जब भरतजी प्रत्येक कार्यके लिये प्रमुसे आज्ञा 
चाहते थे; तब उस चरणपादुकासे मधुर शब्दोमे भगवानकी 
परम संतोष देनेवाली वाणी सुनायी देती थी । 

( २ ) श्रीभरतजीकी मानवता दूसरी शिक्षा यह देती 
है कि सेवकको विलासकी सामग्री छोड़कर सेवा करना उचित 
है । भरतजीने ऋषि-धर्मका पालन करके सेवकका उत्तम 
आदर्श स्थापित किया था, जिसकी सादगीको देखकर पाश्चात्य 
साम्यवाद फीका-सा दीखता है । 

भुष्न बसन भोग सुख भूरी \ मन तन बचन तजे तिन तुरी ॥ 
( ३ ) शा्त्रके अनेक सिद्धान्तोंकी समन्वय-भूमि भी 
भरतलालकी मानवता है, जो सब विवादोको मिटाकर यह 
सिद्ध करती है कि जिस प्रकारसे वेदान्तके ज्ञानसे महामोहका, 





3२२22 3३२ ०७७० ००१० न्य 
योगसे कठिन क्लेशका, सांख्य-शाख्तरके पुरुषार्थसे चि 
संतापका और पूर्वमीमांसाके धर्मविधानसे पापका नाश होता है 
उसी प्रकार प्रेमसे, सेवाधर्मके आचरणसे इन सारे अनर्भे. 
की पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है और आनन्दको प्राप्ति होती 
हं | यथा-- 





परम पुनीत भरत आचरनू । मधुर मंजु मुद मंगर 
हरन कठिन कळि कलुष कलेसू । महामोह निसि दुरुन 


करू ॥ 
। दिनेसू ॥ 
पाप पुंज कुंजर मसृगराजू । ससन सकए संताप समाज ॥ 
जन रंजन मंजन भव भारू । राम सनेह सुधाकर सारू ॥ 

(४) श्रीगीतामें भजन ( सेवा) के लिये अन्तिम 
शिक्षा यह है कि जो अज्ञानसे रहित मानव श्रीकृष्णको इस 
प्रकारसे परमात्मा पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ है और 
सर्वभावसे उनकी सेवा करता है। यह गुह्यतम शास्त्र है, इसको 
जानकर वह बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य हो जाता है ( गीता १५ | 
१९-२० ) | 

भक्तरिरोमणि भरतजीकी सेवा इसी प्रकारकी थी । 


भगवान्‌ मर्यादापुरुषोत्तम परमात्मा श्रीरामजी चरण. 
पाढुकामें विराजते हैं; यह अयोध्याका विशाल ऐश्वर्य-सम्पन्न 
राज्य प्रभुकी ही सम्पत्ति है; प्रजावर्ग, परिवार, पुरजन-- सब 
रामजीकी ही प्यारी प्रजा हैं | इन सबकी सेवा प्रभुसेवा ही 
है। अतएव वें अपनेको परम अकिंचन सेवक बनाकर प्रेमपूर्वक 
पूजन तथा राज-काज करते थे | यही उनकी मानवताका 
सुन्दर लक्ष्य है। 


(५ ) श्रीरामजीके प्रेमकी मञ्जुल मूर्ति श्रीमरतलाल 
हैं और उनकी मानवता सेवाकी मङ्गल-मूर्ति है । 


मनुष्य शरीर धारण करके क्या किया ! 
काजु कहा नरतनु धरि साख्यो । 


उरउपकार खार श्रुतिको जो, सो धोखेहु न विचार ॥ 
डत सूळ, भय-सूल, सोक-फल, भवतरु ररे न टारःथो । 


रामभजन-तीछन कुठार ळे, सो नहि काटि निवारयो ॥ 


“HEE 


तुडवले क्रम बचन बिसारयो । 
तुलसिदास यहि आस, सरन राखिहि जेहि गीध उधारो i 
= -वुलसीदासजी ६ 


विवेकद्दीन बहु जोनि भै 
देखि आनकी सहज संपदा स नहि हार्यो ॥ 


सम; द्म, द्या; दीन-पालन, सीतल 
मशु गुरु पिता सखा रघुपति तै मन 


हो नाम-बोहित भजि, निज आतमा न तारश्चो । 


अनल मन जाय्यो । 
हिय हरि न सँभारःयो ॥ 


Ee 426 56 02 ९०००० 


LENNY 


ओ मानवताके विषयमै दिदू-दष्टि ४ 








DRT 


२४१ 








मानवताके विषयमे हिंद 


( लेखक---श्रीउपेन्द्रच 


प्रारम्भमे मनुष्य अहंकारी लगता हे | वह मनसानी 
करना चाहता है । वह अपनी भलाईकी खोज करता 
है, किंतु वह केवळ अपनेको लेकर नहीं रह सकता । 
पाळनेसे मरण-शय्यातक वह दूसरोपर निर्भर करता है । यदि 
उसके चतुर्दिक लोग कष्टम हों तो वह सुखी नहीं होता । 
इस प्रकार संस्कृत स्वार्थ ही उसे सिखाता है कि वह 
दूसरोंकी भी देखभाल करे । जीवनके विस्तारके साथ मानवी 
सम्वस्थोका उसका बृत्त बढ्ता चला जाता है । कालान्तर 
वह अनुभव करता है कि दूसरोंकी सहायता करनेसे आत्म- 
हितकी ही प्रेरणा नहीं है । मानवमे दूसरोंकी भलाई करनेकी 
एक निश्चित भावना है । यह परीपकारकी भावना हँ । 
यह अहदृत्ति और परोपकारत्रत्ति दोनो जन्मजात हैँ । 
मनुष्यको अपना और दूसरोंका भला करनेमे आनन्दका अनुभव 
होता है । दूसरोंके कष्ट देख वह दुखी होता है और कभी- 
कमी दूसरोके लिये स्वयं कष्ट सहता है ऐसा क्यों होता है! 
एक आत्मा सबसे अवस्थित है, इस धारणासे ही इसका 
उत्तर मिलता है । एक मनुष्य दूसरेके प्रति इस हेतु 
संवेदनशील होता है कि दोनोंमें एक ही मूल) तात्विक पदार्थ 
है--आत्मा । 

समस्त हिंदू सम्प्रदाय आत्माकी सत्ता एवं अविनश्वरतामें 
विश्वास रखते हैं । यह आत्मा शरीर एवं मनसे सर्वथा 
भिन्न है । आत्मा प्रत्येक जीवमै विद्यमान है। यही 
संघटक तत्व है । आत्मा ही वह तत्त्व और आधार 
है, जो शरीर और मन दोनोंको धारण किये हुए है। आत्मा 
शुद्ध चेतन है, वह अप्राकृतिक है, जब कि शरीर एवं मन 
प्रकृतिके स्थूळ एवं सूक्ष्म रूप दै । थे रूप परिवर्तित होते 
रहते हैं । किंतु आत्मा अपरिवर्तनीय एबं शाश्वत हे । पह 
स्थायी तथ्य न केवळ मानवता वरं प्राणिमात्रको एक-दूसरेसे 
सम्बद्ध रखता दै । 

सामान्यतः हिंदू या तो दैतवादी हैं या अद्वैतवादी । 
द्वैतवादी इस मान्यतापर चलते हैँ कि जीवात्मा परमात्मासे 
भिन्न है | जीवात्मा अणु है? जब कि परमात्मा विभु है । दोनोंके 
प्रकारमे नहीं, शक्तिमे अन्तर है । चैतन्य दोनोंका स्वरूप 
है । समी जीवात्मा शुद्ध चेतन हैं) परंतु वे एक दूसरेसे 
पृथक हैं । अद्वेतवादियोंके अनुसार केवल एक ही वस्तु-- 


न्द्र्‌ दत्त, एम्‌० ए० ) 


आत्मा सत्‌ है। अनेकताका यह विश्व केवळ आभास या 
श्रम मात्र है, जो माया अथवा अज्ञानसे उत्पन्न होता 
है । ज्यों ही अज्ञानका परदा हटता है, एक अखण्ड 
आत्माका प्रकाश फैल जाता है । प्रकृति; जीव और ईश्वर 
एक अनिर्वचनीय तत्त्वमे विलीन हो जाते है । इसी 
अनिर्वचनीय तत्त्वको आत्मा या ब्रह्म कहते हैं । द्वैतवादी 
भक्ति एवं प्रेमके लिये अपनेमै और ईश्वरम जीव और 
द्यम भेद मानता है । वह इस जीवनमै तथा 
जीवनके पश्चात्‌ भी ईश्वरकी सेवामै आनन्दका 
अनुभव करता है । वह उससे एक सम्बन्ध रखता है। 
अद्वेती या अभेदवादी समाधिमें शुद्ध ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण 
सम्बन्धी एवं सीमाओंको तोड़ देता है और चरम सत्ता-- 
आत्मासे मिलकर एक हो जाता है । देतवादी प्रत्येक दूसरे 
प्राणीको ईश्वरका सहचर या सखा मानकर व्यवहार करता है; 
अद्वैतवादी दूसरोंको अपना ही रूप मानता है । मानवताके 
प्रति यह आदर्श दिंदूदृष्टि दै । 

आत्मविद्याकी दृष्टिसे द्वैतवाद एबं अद्वैतवाद एक 
प्रकारके एकेश्वरवादके रूपमे विकसित हो गया है, जिसे 
सवेश्वरवाद कदा जाता है । इसके अनुसार प्रत्मेक वस्तु ईश्वर 
है या प्रत्येक वस्तु ईश्वरमै है । ईश्वर सम्पूर्ण जगतूर्म व्याप्त 
है । जगत्‌ ईश्वरका साकार रूप है । अतः र्वेश्वरवादीके 
ल्यि प्रत्येक वस्तु या प्राणी पवित्र है । वह उसके 
लिये उपासनाका विषय है । यदि वह साकार या निराकार 
भावरूप ईश्वरपर ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकता तो वह 
स्थूळ रूपमै हर जगद ईश्वरको देख या स्पर्श कर सकता है । 
उसके द्वारपर भीख माँगनेवाला, एक छटपटाता तकियेपर 
करवे बदलता रोगी, दुरभिसंधिसे रातमें घूसनेवाला 
अपराधी भी उसका स्वामी, उसका ईश्वर है । नारायण उसे 
अवसर देने एवं उसकी सेवा ग्रहण करनेके लिये उसके पास 
आते हैं । यहाँ मानवता ईश्वस्से अभिन्न है । हिंदू-धर्मम कुछ 
लोगोंकी यह दृष्टि है। 

शास्त्रोके आधारपर इन विचारोंका 
किया जाता है । 

कुछ महत्वपूर्ण धर्मसम्प्रदाय ईश्वरके पितृत्व एवं 
मनुष्य मनुष्यके परस्पर वन्धुत्वपर आधारित हँ) किंतु हिंदू: 


स्पष्टीकरण आगे 


५७ 
कै मानव चही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थेका * 


धर्ममे बन्धुत्वका आधार केवल ईश्वरका पितृत्व ही नहीं है । 
कितने ही सगे बन्धु परस्पर लड़ते हैं; कभी-कभी तो आपसे 
दूसरोंकी अपेक्षा भी अधिक लड़ते हैं । हमारे यहाँ यह 
बन्धुत्वको धारणा चरम सत्ता-ईश्वर, आत्मा या ब्रह्म--के 
समस्त जगतूम व्याप्त होनेके सिद्धान्तपर आधारित है। 
उपनिषद्के अनुसार ईश्वर जगत्‌को उत्पन्न करके उसके कण-कण- 
में समा गया । वह जगत्से अभिन्न एवं एक है ( सर्वेश्वरः 
वाद ) । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामै अर्जुनको अपना विश्वरूप 
दिखानेके पूर्व कहते हैं---मेरे गरीरमै समस्त जगत्को और 
जो भी तू देखना चाहता है, उसे देख ले |! ( ११ | 
७ ) | “जो पुरुष नष्ट होते हुए सर्वभूर्तोसै परमेश्वरको नाश- 
रहित एवं समान भावसे स्थित देखता है, वही वस्तुत; देखता 
है (१३। २७ ) । स्रष्टा केवल सृष्टिमे ही नहीं है, 
वह उससे परे भी है । “गै इस सम्पूर्ण जगतूको अपनी योग- 
शक्तिके एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ ।? ( १० | 
४२ ) । इसका अभिप्राय ही यह है कि ईश्वरका अधिकांश 
अव्यक्त है; वह इन्द्रियलन्ध जगतूके परे है । प्रत्येक 
वस्तुमै और उनके परे भी ईश्वरके होनेका अर्थ यह है कि 
प्रत्येक जीवभ, प्रत्येक पदार्थम उसका पूर्ण अस्तित्व है । 
प्रत्येक अवयव या अंशमै अवयवी या अंशी पूर्णमात्रामै स्थित 
है । त्येक वस्तुमै प्रत्येक अन्य वस्तुका सार है ।” ( योग- 
सूत्र ) पिण्डमे ब्रह्माण्ड है | 'त्रेलोक्यके सम्पूर्ण पदार्थ शरीरमें 
रहनेवाले मेरुके चतुदिक स्थित हैं | इसे जानो एवं तदनुकूल 
आचारण करो |? ( शिव-संहिता ) । तात्पर्य यह है कि अखण्ड 
अवयवीको खण्डित करके ग्रहण नहीं किया जा सकता \ 
वह जहाँ भी है अवयवरूपमें पूर्ण और अविकल रूपमे है । 
इसी भावका द्योतक उपनिप्रद्का यह वाक्य है कि 'पूर्णसे पूर्णको 
निकाळनेपर जो शेष रहता है, वह मी पूर्ण ही होता है | 
जब हिंदू-संस्कृतिका यह आधार है, तब एक हिंदूकी 
अन्य प्राणियोंके प्रति क्या इष्टि होगी १ यदि वह द्वैतवादी 
या ईश्वरवादी दै तो वह प्रत्येक सृष्ट पदार्थमे स्रष्टाका दर्शन 
करेगा । यदि वह अद्वैतवादी है तो दूसराम भी अपनेको 
ही जानने--देखनेका अभ्यास करेगा । भागबतमें कपिल 
एवं देवहूतिकी कथा है । तपस्याके लिये गृहस्थ जीवनका 
त्याग करते समय तरुण कपिल अनुरोध करनेपर अपनी 
माताको उपदेश देते हैं कि वह जिससे मिले, उसे प्रणाम 
( कदाचित्‌ आन्तरिक दृष्टिसे ) करे । तुलसीदास कहते हैं कि 
मैं प्रत्येक प्राणीको सीतारामके रूपमें देखता हुँ और उसे 
हाथ जोड़कर प्रणाम करता ह 





सीय राममय सव जग जानी । करें 
भक्त प्रायः प्रपञ्चको भगवानकी लीला मानते 
इस ईश्वरीय लीलामें प्राणिमात्र उसके क्रीड़ा- 
अद्वेतवादी ( शंकरके अनुयायी ) के लिये केवल एक ही 
सत्‌ है । वह ब्रह्म है और ब्रह्मका आत्मासे अभेद है। 
जगत्‌ मिथ्या है । “तत्वमसि*--'तुम वही हो? 
हो, दूसरा कोई नहीं है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। कहा जाताहै 
कि १८५७ के खातन्त्र्य-संग्रामके समय जब एक यूरोपीयने एक 
संन्यासीको विद्रोही समझकर गोली मार दी, तब उसने शात्ति- 
पूर्वक कहा--'तुम मेरी ही आत्मा हो |? जब हिमाल्यमे एक 
संन्यासीको बाघ फाड़ने लगा, तब उसने कहा--'तुम वही 
हो ।” यह है अद्वेतवादीकी दृष्टि | प्रत्येक आस्तिक या ते 
अद्वेतवादी है अथवा द्वैतवादी । हिंदुआंमें विशाल बहुमत 
ईश्वरवादियोंका है । अधिकांश नास्तिक आधुनिक रिक्षाने 
पळे हुए हैं । वे भी अपने साथी मानवोंके प्रति अमैत्रीभाव 
नहीं रखते । कारण यह है कि प्रकृतिसे ही, स्वभावसे ही, हिंद 


हैं और 
सहचर ह| 


ग 


प्रनाम जोरि जुग पानी ॥3 


| तुम आत्ता 


शान्तिप्रिय हैं; फिर जैन एवं बौद्ध धर्माने अहिंसापर इतना । 


बल दिया है तथा हिंदू-धर्मने यमोमे उसे प्रथम स्थान दिया 
है तथा अश्टाङ्गयोगका प्रथम अङ्ग स्वीकार किया है कि वह 
हिंदुओके रक्तमै समा गयी है। आनुवंशिकताके नियमके 
अनुसार वह अहिंसक पूर्वजोंकी अनेक पीढ़ियोंसे होती हुई 


आयी है । जलवायु-सम्बन्धी तथा भौगोलिक परिस्थितियोंका | 


भी इसमें पर्याप्त हाथ रहा है । अतः हिंदू सबका मित्र है । 
हिंदू-जाति एवं हिंदू-धर्मकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बतलानेके 
लिये नीचे शास्रोसि कुछ वाक्य उद्धृत किये जाते हैं-- 


१-सबके साथ कदम मिलाकर चलो) सबके साथ प्रेमते 


बोलो, किसीसे वणा न करो, सब तुम्हारा मन जान लें। 
( ऋगेद १० । १९१।२) 


२-त॒म्हारे विचारोका दूसरोंके साथ सामझस्य हो! 
उग्हारा छाम दूसरोंके समान हो, तुम्हारा मन दूसरोंके साथ 
हो) मनमै भेद-भाव न हो; जो तुम करो, दूसरोंके साथ 
मिलकर करो; तुम्हारे विचार एवं कार्य अलग न हों । 
(कक १० । १९१ | ३) 
२-जम्हारा प्रयोजन 
( समान ) हो; 
( ऋक्‌ १० | १ 


१ दय एवं मन सवके ल्यि एक 
क्योंकि तुम्हारा भी वही मानवरूप है | 
६१ | ४ ) 


“तमस जीव मुझे मिन्नरूपमें देखें | में भी दूसरे 





| 
| 


5 


# मानवताके विषयमै हिंदु-दष्टरि ४ 


३४३ 


> 











प्रति मित्र-जेसा आचरण करूँ और सबका विश्वास करूँ । 
किसीके प्रति मेरे मनमै घुणा या कपट न हो । ( यजुवेंद 
३८ । १८) 

५-जो समस्त प्राणियोंको अपनेमें और अपनेको समस्त 
प्राणियोमे देखता है; वह विनष्ट नहीं हो सकता । को 
घृणा नहीं कर सकता, न वही किसीसे घृणा करता हैं। 
( यजु० ४० । ६ ) 

६-जो समस्त प्राणियोंको आत्मरूप जानता है, वह 
अज्ञान एवं दुःखसे मुक्त हो जाता है; क्‍योंकि वह 
एकको ही देखता है । ( यजु०) 

७-किसी प्राणीके प्रति असद्‌ व्यवहार न करी । सबके 
प्रति उचित व्यवहार करनेमें सावधान रहो, जिससे तुम्हें 
पश्चात्ताप न करना पड़े । ( अथर्व० ८ १ ७) 

८-समी दिशाओंमे मुझे मित्र प्राप्त हों । कहीं मेरे शत्रु 
न हों। (अथर्व० २९ | १५। ६) 

९-सम्पूर्ण धरती मेरी माता दै । मै उसका पुत्र हूँ अर्थात्‌ 
सब मेरे भाई हैं । ( अथर्व १२ । १। १२) 

१०-सब सुखी एवं स्वस्थ हों, सब श्रेयको प्रास्त करें 
और किसीको दुःख न हो । ( अथर्ववेद ) 

११-जगत्‌मै जो कुछ है, सब ईश्वरद्वारा आवृत है । 
प्रत्येक वस्तुको अनासक्त भावसे ग्रहण करो । किसीके धनके 
प्रति लोम न करो । ( ईशोपनिषद्‌ १ ) 

१२-ईदा सर्वत्र है । ( मुण्डकोपनिषद्‌ १ । ६ ) 

१३-नाम) रूप तथा अन्न--सब ब्रह्मसे ही उदूभूत होते 
हैँ । ( मुण्डक० १ | ९ ) 

१४-सब प्राणी आनन्दसे ही उत्पन्न होते दे, आनन्दसे 
ही जीवित रहते हैं तथा अन्तमें सब पूर्णतया आनन्दम ही 
प्रवेश कर जाते हैं । ( तैत्तिरीय» ३। ६ ) 

१५-दूधमे स्थित मक्खनकी माँति आत्मा सर्वत्र है । 
( इवेता० १। १६ ) 

१६-उस ईश्वरकी नमस्कार, जो अग्निश जळ 
ओप्रधियौं एबं वृक्षोमे है तथा जो जगतूके सम्पूर्ण खराँमै 
प्रविष्ट है । ( खेता० २। १७) 

१७-बह जीवमात्रमे स्थित है | (इवेता० ३। २) 

१८-सहृस्नो सिर, सहस्रो नेत्र और सहो चरण- 


वाळा वह पुरुष सब ओरसे पृथ्वीको घेरे हुए है ओर नाभिसे 





दस अंगुल ऊपर ( ृदयदेशमे ) स्थित है। ( इवेता० ३ | १४ ) 

१९-जिसके हाथ, पेर, नयन, सिर, मुख तथा कान 
सवत्र हं बही सबको व्याप्त करके स्थित है । (गीता १३। १३) 

२०-तब उसने अनेक रूपभे उत्पन्न होनेका संकल्प 
किया । ( छान्दोग्य० ६।२।३) 

२१-सम्पूर्ण जगत्‌ उसका अंश है । (छान्दोग्य ० ) 

२२-वही सत्र प्राणियोंके भीतर और बाहर है । 
( छान्दोग्य० ) 

२३-दूसरोंका बुरा सोचना मानसिक पाप है, दूसरोंकी 
अनुपस्थितिमें उनकी बुराई करना वाणीका पाप है, दूसरोंके 
प्राण अथवा सम्पत्तिका अपहरण करना कायिक पाप है । 
( मनुसंहिता ) 

२४-चेतन्यके अनन्त सागरमें उठनेवाली तरज्गोंके समान 
समस्त सचेतन प्राणी मेरे ही अंदर उदूभूत होते, खेलते और 
मुझीमें मिल जाते दें | ( अष्टावक्रसंहिता ) 


२५-जेसे झरनेसे फुहारें निकलती हैं, वैसे ही ब्रह्मसे 
अगणित जीव निकल चुके हैं, निकल रहे हैं और निकलते 
रहेंगे । ( योगवाशिष्ठ ) 

२६-प्रत्येक प्राणीमें अविनश्चर विष्णुको अनुभव करना 
ही पराभक्ति है | यही सच्ची उपासना है । ( वृहन्नारदीय 
पुराण ) 

२७-में उस परमेश्वरको नमस्कार करता हूँ, जो अलक्ष्य 
है, प्रकृतिसे अतीत है तथा प्रत्येक प्राणीके बाहर और भीतर 
स्थित है । ( भागवत १ | ८। १८ ) 

२८-यह जानकर कि ईश्वर प्रत्येक प्राणीमें है, सबके 
प्रति आदर रखो और सबको प्रणाम करो । ( भागवत ३। 
२९ | ३४ ) 


२९-जो अपनेको सब प्राणियोमे और सब प्राणियोंको 
अपनेमें देखता है, वह ब्रहमको प्राप्त हो जाता है । (मनुस्मृति 
१८ । ९१) 

मनुष्यका समाज एवं मानव-जातिसे क्या सम्बन्ध है; यह 
दिखानेके ल्यि हिंदू-शात्रोंसे बहुतेरे उद्धरण दिये जा सकते 
हें । इस सम्बन्धका मूल इस तात्त्विक दृष्टिमे निहित है कि 
सम्पूर्ण जगतूर्मे एक ही चिन्मय तत्त्व व्यापक है । ईश्वर सर्वत्र है । 
उसे आत्मा कहो; ईश्वर कहो? ब्रह्म कहो--इससे कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । यह वाचारम्भणसात्र नहीं है | विविध सम्प्रदायों 


हा 0 
३४४ # मानव वही जो स्वाथे तज होता पथिक परमार्थका % ! 


| 





IS रच >स्‍्ट ET 


रत्नि (परात सत्ता या पतोद दर्शनोने इस “परा विद्या” की प्राप्तिके लिये व्यावहारिक 
विधियों बतायी हैं । विभिन्न इष्टिकोणो तथा स्वमावोको लेकर 
बिविध मार्गोका उद्भव हुआ; परंतु लक्ष्य एक ही है--मानव 
एवं जगतूर्मे ईश्वरका साक्षात्कार । जब मनुके शब्दोंमे हम 
जान लेते हैं कि “समस्त विश्व एक महान्‌ परिवार है? तब यह 
सम्भव हो जाता है । वस्तुतः हिंदू वही दै, जो जाति, धर्म, 
विचारधारा एवं सम्प्रदायके भेदको भुलाकर सबकी सेवा 
करता है । मनुष्यमा् उसके आध्यात्मिक भाई-बहिन हैं । 
सर्वव्यापी परमात्माका प्रिय वननेके लिये मनुष्यको “सब्र जीवोंके 
प्रति अहिंसक, मित्रभावापन्न तथा दयाळ होना चाहिये ।' 
“उसे सबका भला करना चाहिये ।? “वह किसीको भयभीत या 
उद्वेजित नहीं करता | “बह जत्रु-मित्र, मान-अपमानमै 
समान भाव रखता है |? ( गीता अध्याय १२ ) । 
सर्वंशासत्रमयी गीताका मूलमन्त्र ही समदर्शन है । सभी प्राणी 
समान हैं और यों समझकर ही सबके साथ समत्बका 
व्यबहार करना चाहिये । जिसने ऐसी दृष्टि प्राप्त की है, 
वही प्रज्ञावान्‌ है | पण्डित वही है, जो विद्या-विनयसम्पन्न 
ब्राह्मण, चाण्डाल, गो, हाथी और कुत्तेमे समान भावसे 
त्रह्मको देखता है (गीता ५ । १८) । ऐसी दृष्टि 
नियमित आध्यात्मिक साधनसे+ जो निम्न 'ख? के आधार 
अहंभावको दूर कर देता है, प्राप्त होती है । जीवनका हिंदू- 
दृष्टिकोण श्रातृत्वके एक ऐसे आदर्शकी स्थापना करता है, 


जो उससे कहीँ व्यापक और गहरा है, जितना लोग सामान्यतः 
समझते हैं । 


बहुदेववाद तथा मूर्तिपूजाविषयक कतिपय भ्रान्तियोको 
दूर करनेके ल्यि एक संक्षिप्त टिप्पणीकी आवश्यकता है; 
क्योंकि हिंदू-धर्मकी आलोचना करनेवाले अहिंदुओंको प्रायः 
इनके विषयमै श्रान्त धारणा हो जाती है । (१) हिंदू ऐसे 
देवोमे विश्वास रखते हैं, जो उस परमेश्वर या ब्रह्मकी ही, जो 
“एकमद्वितीयम्‌? है, अभिव्यक्तियाँ हैं । सत्‌ तत्व तो एक हदी 
दै, ऋषि उसे विविध नामेसि पुकारते हैं ( ऋग्वेद )। 
परमेश्वरके विविध गुणों एवं शक्तियोंकी भावना विविध देवोंके 
मूर्त रूपोंमे की गयी है । विविध खमावों एवं रुचियोंको 
ध्यानमै रखकर ही ऐसा किया गया है। भक्त भलीमाँति जानते 
हैं कि वे सब एक ही हैं । इसके लिये “वैयक्तिक एकेश्वरवाद? 
शब्द अधिक उपयुक्त दै । 


ऱ्य व्या | 
हिंदूधर्म परतम सत्ता या परमेश्वरके तीन के ES 


दै--( १ ) साकार सशुण-- समी आकार और गुण हे 
हैं ।( २ ) निराकार सगुण--उसका रूप नहीं 


छ है | पर गुण | 
यह मत स्पिनोजाके अनन्त गुण (infinita 


atttibuta) 
वाले मतसे मिलता-जुळता है । ( ३ ) निराकार-निर्युग_ 
उसका न आकार है न गुण । शैव, शाक्त, जश 
इत्यादि सभी द्वैतवादी प्रथम पक्षको मानते हैं । आर्यसमाजी, 
ब्रह्मसमाजी, संत-सम्प्रदायके अनुयायी दूसरे मतमै विश्वात 
रखते हैं । अद्वैत-बेदान्ती ( शंकरानुयायी ) तीसरे मतके प्रति 
निष्ठावान्‌ हैं । सच पूछें तो संसारके सभी प्रधान धमोगो 
इन्हीं तीन श्रेणियोमें विभक्त किया जा सकता है । 

मूर्तिपूजाका जन्म चाहे जैसे हुआ हो, मूर्ति सर्वव्यापक 
ईश्वरका प्रतीक है | मानव-भक्त अपनी सीमित शक्तिके कारण 
असीमको ग्रहण नहीं कर पाता । वह सीमित साधनसे असीम: 
तक पहुँचना चाहता है । यह प्रारम्मिक श्रेणी दै, जो मानसिक 
क्षितिजके विस्तारके साथ-साथ उच्चतर अमूर्तकी धारणातक हे . 
जाती है । निराकार निर्गुण सत्ता अन्तिम भूमिका है। ' 
इसलिये जीवनकी विभिन्न श्रेणियोंमें विभिन्न प्रकारके साधक 
पाये जाते हैं । कुछ शास्त्रे अनुसार मूर्तिपूजा चौथी श्रेणी 
उपासकोंके लिये है। कोई भी धर्म बाह्य आवरणोंसे+ जो विविध 
रूप ग्रहण करते हे, मुक्त नहीं है। केथलिक सम्प्रदायके गिरजोमै 
संतों एवं देवदूतोंको विशेष स्थान प्रास है; ईसाई एवं मुसलमान | 
अन्य सब स्थानोंकी अपेक्षा गिरजाघरो एवं मस्जिदोंकों विशेष 
महत्त्व देते है । एक दीनदार मुसलमान नमाज्ञके लिये पश्चिमकी 
ओर मुँह करेगा, यद्यपि समी दिद्याएँ समानरूपसे पवित्र हैं| 
जैनोंमे २४ तीर्थंकर हैं तथा बौद्धोंके निकट उपासनाके 
लिये बुद्ध एवं बोधिसच्वकी मूर्तियाँ एवं अवशेष हैं । प्रस 
धर्म मक़बरे एवं संतोके तकिये उच्च सम्मानकी दृष्टिसे देखे 
जाते हैं | जो निराकार ईश्वरमै विश्वास रखते हैं, उन्हे किरी 
आन्तरिक या बाह्य रूपकी पूजा नहीं करनी चाहिये; पर मानव 
मन जैसा है, उसके अनुसार प्रारम्भमे वह उनको छोड नहीं 
सकता । प्रत्येक वस्तु ईश्वरकी ही अम्दियक्ति है । उपासक 
एक बिन्दुसे आरम्भ करता है, वह बिन्दु मूर्ति है | जगत्में जो 
अन्तहित है, उसे एक केन्द्रद्वारा व्यक्त करनेके लिये ही वह 
इस विधिका प्रयोग करता है। 


TOs 


ति ०+ = 


RON, 





# स्यत्यकी महिमा. # 





३४५ 


ee 





बाबू टटकौडी घोषकी इमानदारी 


( केखक- श्रीब्ठभदासजी विज्ञानी, 'जजेश' हिंदी -साहित्यरश, साहित्यालंकार ) 


बाबू टटकौड़ी घोष मुर्शिदाबाद जिलेके एक जमींदारकी 


सेवामै एक बहुत छोटी जगहपर थे । वे बहुत ईमानदार और 


कर्तव्यशील थे । इन गुर्णोके कारण अपने खामीकी नजरोंमें 
वे बहुत चढ़ गये थे | कुछ समय बाद जमींदार महाशय 
बीमार पड़े और कलकत्तेके एक अस्पतालमै उनका देहान्त 
हो गया । उनका लड़का उस जायदादका उत्तराधिकारी 
बना, परंतु वह बहुत छोटा था और जायदादपर कर्ज 
बहुत था । इसलिये “कोर्ट आफ वाड सने जायदादको उस 
समयतक अपने प्रबन्धे ले लेनेका निश्चय किया जब- 
तक लड़का बालिग न हो जाय । कलकटरके हुक्मसे तहकोकात 





> 
शुरू हुई कि मृत जमींदारने अपने पीछे कितनी सम्पत्ति 
छोड़ी थी और सारी चल-अचल सम्पत्तिका तखमीना क्या 
है । एक अफसर यह तहकीकात करनेके लिये जमींदारके 
बरम आकर ठहरा । उसके आनेका समाचार पाकर बाळू 


0 


पार ४० केचे 


[कर 
र? सत्यको महिमा 
साँचे श्राप न लागई, साँचे काल न खाय | 
साँच हि साँचे जो चळे, ताको कहा नसाय॥ 
साँच बराबर तप नहीं’ 
जाके हिरदै साँच हैः ताके 
oqo 


टटकौड़ी घोष उससे मिले । उन्होंने उसके सामने पचास, 
हजार रुपयेके नोट, एक बहुमूल्य सोनेकी घड़ी ओर चेन 
रख दी और कहा कि “इन चीजौकी कोई चर्चा कहींपर 
कागजातमें नहीँ है, न उन चीजोके बारेमे जायदादका 
मैनेजर अथवा अन्य कोई घरेळू व्यक्ति ही जानता है । 
जमींदार साहबने वे चीजें गुसरूपसे उन्हें दी थीं और 
कहा था कि “जब इनकी जरूरत होगी तब वह वापस 
ले लेंगे |? 

कलक्टर साहेब घोघबाबूकी यह ईमानदारी देखकर 
दंग रह गये । बाबू टटकीडी घोष जवान 
थे, बहुत थोड़े पढे-लिखे थे ओर गरीबीमें 
ही अपने दिन काटते थे । इतना बड़ा खजाना 
उनके लिये कम न था । वे यदि चुपचाप 
बिना किसीको खबर दिये उसे हजम कर 
जाते तब भी उनकी ईमानदारीपर संदेह 
करनेका अवसर किसीको न मिल पाता । 
इतने बढ़े प्रछोमनका त्याग देखकर 
कलक्टरने उन्हें आदरकी दृष्टिसे देखा और 
उनके साथ बड़े सम्मानका व्यवहार किया | 
इसके बाद एक डिप्टी मैंजिस्ट्रेटको जायदाद- 
का प्रबन्धक नियुक्त किया गया और 
उसने इसपर विशेष ध्यान दिया कि बाबू टटकोडी 
प्रोष अपनी नौकरीपर बने रहें । इसके बाद जब 


उसकी नियुक्ति अन्यत्र कीपर हो गयौ, तब उन्हींको 
जायदादका प्रबन्धक बनाया गया । 


झूठ बराबर पाप। 
हिरदै आप ॥ 


ECL 





0. पतितादिता मानव धर्म मानव-एकताक मु पानव-धम--मानव-एकताका आदश 


कै मानव बही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका > 


( केखक श्रीबेङ्कटरमण साहित्यरत्न ) 


मानव-जाति आज जिस पतनके कगारेपर खड़ी है;---और 
सम्पूर्ण आसुरिक सत्ताएँ उसी ओर मानवको ले जा रही हैं,-- 
उसे देखते हुए यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि वास्तवमै 
मानव---भगवानूकी वर्तमानकालमै सर्वोत्कृष्ट सृष्टि विनाशको 
ही प्राप्त होगी या इसके भीतरसे भी लीलामय भगवान्‌ 
मानवको उसके चरम सत्यकी ओर ले जा रहे हैं । प्रकृतिकी 
लीलापर भी पूर्ण विजय न पा सकनेवाली मानवता आज 
किंकर्तव्यविमूढ़ अवस्थामै पड़ी है । यह सहज है कि जीवन- 
का ऊपरी स्तर बदल दिया जाय पर यह परिवर्तन बहुत 
दूरतक प्रगतिसे सहायक नहीं होता । कठिनाइयों और 
विपत्तिसे भागनेका आज कोई मार्ग नहीं है । आवश्यकता 
है कि इस घन अन्धकारसे ही प्रकाशकी किरणें पैदा करनेका 
प्रयत्न हो । श्रीअरविन्दने इसी दिशाकी ओर अपना प्रकाश 
दिया है । जगत्‌ एक व्यर्थकी रचना न होकर भगवानके ही 
अनन्त रूर्पोमि व्यक्त होनेका माध्यम है । व्यक्तिकी आत्मासे 
लेकर समाजकी आत्मातक भगवानकी ही अभिव्यक्ति है। 
अतः जडसे जगदीश्वरकी ओर होनेवाला विकास कभी 
मानवको विनाशकी ओर नहीं ले जायगा । 


समाजके प्रारम्मिक निमोणसे आजके आणविक युगतक 
सृष्टिविकासकी परम्परा श्रीअरविन्दके विचारोंको पुष्ट करने- 
का साधन बनकर इस सत्यको भी अनाइत कर रही है कि 
भगवान्‌ कभी भी अपने लीला-कन्दुकको विनाशके गर्तमें नहीं 
फेक देंगे । सश्टिके भविष्यमें अविश्वास करना--यह भी 
विशनकी कुछ मारक सफलताओंके कारण भगवानसें 
अविश्वास करना है; अतः आज दिखायी दे रहा है कि 
भविष्यर्म ही एक अध्यात्म-युगका प्रादुर्भाव होगा । 


आज विश्वकी परिस्थितियोपर यदि उपर्युक्त विश्वासके साथ 
विचार किया जाय तो दीखपड़ेगा कि आज वर्णाश्रम-व्यवस्था- 
से विश्वका समाज आगे बढ़ चुका है, प्रथाओका पालन भी 
बंद हो रहा है और इस ढुविधापूर्ण मनःस्थितिमे भी मानवता 
सोच रही है, सत्यकी खोजके लिये मनोविज्ञान और विज्ञानके 
चरण बढ़ा रही दै? जीवनके सुर्खोको बढ़ानेके साधन जुटाये 
जा रहै हैं; और छगता है ये सुख आनन्दकी प्रारम्भिक 
अबस्थाके शोतक हैं । इस तरहसे कठिनाइयों और दुःखोके 


बीच मानव-आत्माकी आनन्दकी खोज अध्यात्मयुगकी भूमिका 
तेयार कर रही है । ह: 

इस संक्रमणकालीन परिस्थितिसे मानवताके लिये आदश 
क्या है £ भगवानद्वारा सृष्टि-नियन्त्रणके लिये नियुक्त प्रकृति 
मानवताको किस ओर ले जानेका प्रयत्न कर रही है । इन 
विषर्योपर श्रीअरविन्दने इस रूपमै मार्गदर्शन किया है क़ि 
एकता और सामञ्जस्य ही मानवमें होनेवाली विकासवादी 
्रक्रियाके परिणाम होंगे | सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत 
जीवन दोनेंमें ही यह साधना चलती रही है। इसीसे 
्रीअरविन्दने सम्पूर्ण जीवनको योग बताया है । व्यक्ति जिस 
तरह अपनेमें सीमाबद्ध न रहकर परिवार, राष्ट्र और जातिके 
रूपमै विकास प्राप्त करता है, उसी तरह यह विकास मी 
अन्ताराष्ट्रवाद्‌) राष्ट्रसंघ तथा अन्य रूपोमें आगे बढ़ेगा; 
क्योंकि राष्ट्र ही व्यक्तिकी अन्तिम सीमा नहीँ है | पर अन्ता- . 
राष्ट्रियताके द्वारा भी स्थायी शान्ति और सुखका साम्राज्य 
नहीं स्थापित हो सकता, यह बात आजकी स्थि तिमे स्वयं सिद्ध है | 
श्रीअरविन्द्का इस विषयमे कथन हे कि आत्माकी एकताे 
आधारपर ही मानवता अपने वास्तविक एकताके आदर्शको 
पूरा कर सकती है । विश्वप्रकृति इसी ओर मानवताको छे 
जा रही है। अच्छा हो कि मानव विश्वप्रकृतिके कार्यम 
सहयोग दे । अन्यथा प्रकृतिने यदि अपनी शक्ति प्रयुक्त 
की तो मानवको अहंके कारण ही विनाशका सामना करना 
पड़ सकता है । अतः आवश्यकता है- सामुदायिक प्रगतिके 
खाय ही हम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रखते हुए आगे 
बढे । यही प्रकृतिकी इच्छा है । 

बिश्वेक्यके सत्यको पानेके लिये साम्राज्य-स्थापना! 
राष्ट्रमण्डलों और विश्वराज्यकी कल्पनाके रूपमै बहुतसे 
प्रयत्न हुए हं, पर बाह्य स्तरपर ही । इनके अहितकर होनेके 
कारण तथा आत्मिक एकताके साथ इनका कम सम्पर्क होनेके 
ऋरण अधिक प्रगति नहीं हो सकी | व्यक्तिगत अहसे राष्ट्रिय 
लाह तक ही इसका विकास हुआ है । अब आवश्यकता है 
कि मानवताके अन्तरमै स्थित चेतनाके आधारपर--समान 
काव, विचार और अनुभवके आधारपर--विश्वजीवन 
संगठित हो | श्रीअरविन्द्के 


न्दके शब्दोंमे यही भावी मानवधर्म 
होगा । नेदर्म मी कहा गया हे-- 





+ श्रीअरचिन्द-प्रतिपादित मानव-धमै--मानव-पएकताका आदर्श # 








सं गच्छध्वं सं वदध्वं खं चो मनांसि जानतास्‌ । 
देवा आगं यथा पूर्वे संजानाना डपासते ॥ २॥ 


समानो मन्त्रः समितिः समानी 

ससाने सनः सह चित्तमेषास्‌ । 
समानं सन्त्रमसि सन्त्रये चः 
समानेन दो हविषा जुहोमि ॥ ३ ॥ 


समानी व आकूतिः ससाना हृद्यानि चः । 
समानसस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥ ४॥ 
( ऋग्वेद १० । १९१ ) 
और यह वर्तमान युग वेद-बाणीकी पूर्तिकी तैयारियोका 
काल है । आज जीवनमै जो विचित्रताएँ आ गयी ६? 
प्रत्येक क्षेत्रमै अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्धोपर निर्भर रहना पड़ रहा 
है, इसके कारण राष्ट्रवादका कोई आधार ही नहीं रहा है । 
जाति, भाषा और धर्मगत विशेषताएँ, एक दूसरेके प्रति 
सहिष्णुताका दृष्टिकोण अपना रही हैं । अभिनव 
मानव-धर्म वास्तवमे एक नयें आधारपर--आत्माकी 
एकताके आधारपर मानवीय एकताका निर्माण करेगा । 
मानव-धर्मकी मूल चेतना खुष्टिमे सदा ही विद्यमान रही हवै। 
१८ वीं शताब्दीमे जब मानवतावाद और तने मानवको स्वाभा- 
विक रूपसे भावात्मक आकर्षण दिया, तभी यह आधुनिक 
युग मनमें प्रवेश कर गया था । समाजबाद और प्रजातन्त्र 
वास्तवमै मानवधर्मके प्रारम्भिक विकासके चिह्न है । आज 
जब कि तटस्थ देशोंसे सी तटस्थताकी भावना शेष हो रही है, 
विश्वके छोटेसे भागकी घटनाएँ, भी पूरे विश्वपर प्रभाव डाळ 
रही हैं, उस समय मानवीय गुणोका विस्तार भी बढ़ गया हि 
राजनीति, अर्थ, श्रम और सामाजिक व्यवस्थामें विश्व प्रतिदिन 
सापेक्ष होता जा रहा है और सहानुभूतिका क्षेत्र भी विशालतर 
होता जा रहा है | आज व्यवहारकी समानताको वास्तविकता- 
मे बदलनेकी कल्पना सामने है | मानव-जीवनका मूल्य पहले- 
से अधिक समझा जाने लगा है । स्वाधीनता, समानता 
और भ्रातृत्वकी बात सारे देश कर रहे दै । भयंकर युद्धास्त्रांके 
कारण युद्धे किसी भी पक्षकी जीत होनेपर दोनों पक्षोंको 
समान हानि उठानी पड़ सकती दै और हम कह सकते हुँ कि 
जिस तरह अमेरिकाके एक वेज्ञानिकने सड़कोंपर कोलाहल कम 
करनेके ल्यि एक ऐसे तीब्र '्वनिकारक यन्त्रका आविष्कार 
किया हैं, जिसके कारण कल्पनातीत शान्ति हो जाती है, उसी 
तरह भयंकर शस्त्रा्जोके कारण युद्धको सम्भावनाएँ कम ही 
हुई हैं । नहीं तो, आजकी संघर्षपूर्ण स्थितिका चतुथोश मी 


३४७ 


कन ~= 








दो शताब्दी पूर्व होनेपर युद्ध छिड ही जाता । युद्धके ज्वाला- 
मुखीके विस्फोटके लिये आज भी विश्वमे अनेक स्थल हैं; पर 
वे भयंकरताएँ नहीँ होतीं, जो दो शती पूर्व होती थीं । 

इसका अर्थ यह नहीं कि मानव-धर्म विकसित हो चुका 
है । आज भी भयंकर युद्ध-परीक्षण जारी दै । वास्तवमै राष्ट्र 
वाद और अन्ताराष्ट्रियता शारीरिक एकता. हैं । पर श्री- 
अरविन्दः प्रतिपादित मानव-धर्मं आत्माकी एकताके आधारपर 
खड़ा हो रहा है । उसकी अंशाभिव्यक्तियाँ आज विश्वमै होने 
लगी हैं, पर आदर्शको पूर्ण बनानेके लिये मानव-धर्मको पूर्ण 
बनाना होगा । मानवका अहंकार ही मानवताका सबसे बड़ा 
शत्रु है । श्रीअरविन्दके अनुसार मानव-धर्मका आदर्श मानव- 
क्री स्वाभाविक और स्वतन्त्र एकता है--जो घृणा, हिंसा ओर 
विद्वेषके ल्यि जाति और जातिमेश मानन और मानवर्मे कोई 
भी स्थान नहीं छोड़ेगा । 

मानव-जातिके आदर्दाके ख्यि जो नया धर्म सामने आ 
रहा है, वह आत्माके स्वाभाविक संस्कारोपर आधृत होगा । 
व्यक्तिगत इच्छाओसि ऊपर उठनेका सिद्धान्त राष्ट्रिय और 
अन्ताराष्ट्रिय स्वार्थोसे ऊपर उठनेका सिद्धान्त बन जायगा । 
मानवःधर्मके इस सत्‌ःस्वरूपका, जो आत्मा ओर ईश्वरके 
उपादानेसि निर्मित है, मानव-जीवनमे प्रवेश हो रहा है । 
मानवता इसी ओर विचारोंकी एकता, धर्मोके सामञ्जस्य और 
साधारण समृद्धिमें समानताके डर्गोंसे बढ़ रही है । यह 
मानव-सनकी आन्तर चेतनाकी अभिव्यक्ति है, जो आत्माकां 
आत्मासे मेल होनेके कारण प्रारम्भ हुई है । केवल बाह्य नहीं) 
आन्तर एवं प्रकृतिकी विचित्रताऔँमै भी स्नेहमय सामञ्जस्य 
और एकताकी अभिव्यक्ति मानवःधर्मकी अभिव्यक्ति होगी । 
मूल आधारमै स्थित शक्ति भागवतशक्तिके बाह्य आकार-- 
एकताकी शक्तिके रूपमै उठ रही है, आस्माकी बाह्य अभि- 
व्यक्तिका स्वरूप बन रही है । इसी आध्यात्मिक एकतापर 
आधारित मानवःधर्मके सम्बन्धम श्री अरविन्दने कहा है कि “मानवः 
धर्म ही मविष्यकी आशा है? क्योंकि इसका अर्थ है विश्वमै स्थित 
आत्मशक्तिका क्रमशः साक्षात्कार और एक दिव्य यथार्थका बोधः 
जिसके अन्तर्गत समस्त विश्व है और सब कुछ एक है।? 

प्रकृतिके कार्यीके द्वारा मी भगवान्‌ विश्वको आत्मसाक्षा- 
त्कारकी ओर ही ले जा रहे हैं। वे ही नेता हैं, वे ही जनता 
हैं; अतः विश्वके भविष्यके प्रति निराश होना भगवानके प्रति 


निराश होना है । वास्तवमै वे ही पथ दिखा रहे हैं। इस 
कारण प्रगति मी निश्चित है । वैसे सष्टि-नियमके अन्तर्गत 


३४८ 





१४ मानव वही जो स्वाथे तज होता पथिक परमार्थका % 





त र र न क? 





मगवानने हमें चुनावकी स्वतन्त्रता दे रखी है, पर अन्तभे 
भागवत-इच्छाके विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता । 
अतः आजकी मानवताको श्रीअरविन्द और माँका 


आदश 
संदेश है कि 'आओ; हम भगवानूकी ओर खड़े हो, उनकी है, जिसकी ओर मानवता जा रही है । यही मानव-घम हे, को 


चट 


इच्छामे अपनी इच्छा मिला दें 
भगवानसे प्रार्थना कर सर्के-- 


और ऋषिकी वाणीमे हम 


र सर आह अवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया; । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचदू हु :खभारभवेत्‌ | 
यही श्रीअरविन्द-प्रतिपादित मानव-जीवनका ३ 


७ 


जगतूमै भगवानूकी इच्छासे मानवताके रक्षार्थ और हितां 
अभिव्यक्त हो रहा है । 


++-<४छ ७ ७-६ 


मानवता ओर पञ्चशील 


( ढेखक--पं० श्रीरामदत्तजी अरमा ) 


“वह मानवता क्या, दानवता जिसके आगे ठहरे १? 
भारतके राष्ट्रकवि श्रीगुप्तजीकी यह उक्ति “मानवता? को 
एक चेतावनी है । आज संसारकी मानवता शान्ति चाहती 
है, सद्भावना चाहती दै, प्रेम और सहिष्णुताकी माँग करती 
है । उसे राजनीतिक दावपेचों और युद्धके कराल बादलोसे 
घृणा है; क्योंकि ये दानवताके चिह्न हैं । यदि मानवताके 
सम्मुख इनका अस्तित्व बना रहता है तो यह मानवताकी 
कायरता है । इसी कमीको. दूरकर आदर्श मानवताकी 
स्थापनाका एक संदेश इस पवित्र भारतभूमिसे संसारके लिये 
प्रसारित हुआ दै, जिसे आज सब “पञ्चशील” कहकर पुकारते हैं । 


भगवान्‌ बुद्धदेवने अपने शिष्योंके जीवनको आदर्श 
बनानेके लिये 'पञ्चशील? की दीक्षा दी थी। आज वही 
सांस्कृतिक शब्द संसारमै शान्ति और सह-अस्तित्वका संदेश 
बाहक पञ्चसूत्री सिद्धान्त है | पञ्चशीलके पाँच सिद्धान्त 
ये है 

१--सार्वभौमिकताका समाद्र । 

२--अनाक्रमण । 

३--अहस्तक्षेप । 

४~-पारस्परिक सहयोग और समानता । 

५- शान्तिपूर्णं सह-अस्तित्व । 

गत २० वर्षोंसे मानवताकी रक्षा और युद्धोंकी समासि- 
के लिये सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं । इन्हीं प्रयत्नोंके 
परिणामस्वरूप १९२० ई० में (राष्ट्रसंघ ( 1,९१४५९ ०६ 
Na£1015 ) का जन्म हुआ । फिर द्वितीय महायुद्धके बाद 
२४ अक्टूबर १९४५ को 'संयुक्तराष्ट्रसंघ? ( ए. 10. 0. )की 
स्थापना हुई । संयुक्त राषट्रसंघके अन्तर्गत मानबताकी 
सुरक्षा और शान्तिके ल्यि अनेक प्रयत्न हुए, धमानब- 
अधिकारोंकी घोषणा” हुई; किंदु फिर भी स्थिति उलझी 


ही रही । इतने वर्षोके अनुभव और अपने देशकी संस्कृति 
और परम्पराके आधारपर सन्‌ १९५४ में प० श्रीजवाइर- 2 
लाल नेहरूने “पञ्चगील” के इन सिद्धान्तोका प्रतिपादन और 
घोषणा की, जिन्हें सर्बप्रथम चीनके श्रीचाउ-एन-लाईने' 
स्वीकार किया । तदुपरान्त एशिया, अफ्रीकाके २९ देशोंने 
सुप्रसिद्ध वांडुंग-सम्मेलनमें इसे निविरोध स्वीकार किया। 
धीरे-धीरे यूगोस्लाविया, पोढँड, रूस, एथोपिया, मिश्र आदिसे 
इसके आधारपर समझौते खीकार हुए । इस प्रकार मानवता- “ 
के हितके लिये संसारके कई देशोने इस महान्‌ सिद्धान्तको 
अपनाया है। 
पञ्चशीळका प्रथम शील या सिद्धान्त है-- 


“सार्वमौमिकताका समाद्र ।? प्रत्येक देश अपनी भूमि और 
सार्वभोमिकताकी रक्षाके साथ दूसरोकी भूमि और ताव 
भौमिकताका उचित सम्मान करे | इससे आपसी विद्वेष 
ओर कलह दूर होंगे और मानवता शान्तिलाभ कर सकेगी | 
दूसरे शील-“पारस्परिक अनाक्रमण'की भावनासे ओतप्रोत 
होकर जब एक देश दूसरे देशपर आक्रमण ही नहीं करेगा) 
बरं समझोता और बातचीतद्वारा झगड़ोंको निपटानेका 
प्रयत्न करेगा, तब फिर मानवताको भय किस बातका 
रहेगा ! “अहसक्षेप, का तीसरा शील अपनाकर जब 
क राष्ट्र दूसरे राष्ट्रकै आन्तरिक मामलेंमें अपनी टाँग नहीं 
अडायेगा, तब आपसी कलह ओर झगड़ोंके खड़े होनेकी 
>स्मावना ही नहीं रहेगी और इससे मानवताका समुचित 
उत्थान हो सकेगा । चौथा शील है--“पारस्परिक सहयोग 

“मानता? । जब प्रत्येक देश दूसरे देशको अपने समान 
समझकर उसके साथ हर प्रकारसे सहयोग रखेगा, तब 
इससे संसारका प्रत्येक देश उन्नतिके शिखरपर आरूढ 
होया और कोई मी मानव पिछडा नहीं रह सकेगा । 


7 —-S.. NN. जज "| 


ॐ सानवताके सोपान # 


३४९ 





म्म 


इससे मानवताको एक नया सम्बल और नया जीवन मिलेगा । 

पञ्चशीलकी मालाका सुमेरु है--पाँचवाँ शील अर्थात्‌ 
“शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वकी स्थापना |! जब चारों शीर्लोका 
पालन करते हुए संसारमरके राष्ट्र शान्तिपूर्वक एक दूसरेके 
अलित्वक्रो समझकर आगे बढ़ेंगे और यह समझने लगेंगे 
कि संसारमै सवका अपना अस्तित्व है--हर्मे 'जीओ और 
जीने दो? के सिद्धान्तको कार्यरूपर्मे परिणत करना हैः 








तब वह समय दूर नहीं है, जब मानवता इस युद्ध-भय 
और कलहके दुःखद वातावरणसे मुक्ति पाकर विशुद्ध प्रेम 
और सहानुभूतिसे परिपूर्ण शान्ति और समृद्धिके खुले 
वातावरणमै सुखकी साँस ले सकेगी। मानवताकी रक्षा 
और पोषणके ल्यि “पठचशील” एक बलदायक पेय है । 
भगवन्‌! वह समय शीघ्र आये, जब मानवता सुखी हो 
और सर्वत्र शान्ति हो । 


लगि QI 


मानवताके सोपान 


( हेखक--जैनाचाये श्रीडिमाचळान्तेबासी-सुसुछ अब्यानन्दविजयजी व्या० साहित्यरत्न ) 


मानव-जीवनमें निम्नलिखित गुणख्पी सोपानोके प्रविष्ट 
होनेपर ही मानवता आ सकती है; उनके बिना मानवता 


` पनप नहीं सकती । संक्षेपे यहाँ उनके केवल नाममात्र ही 


दिये देता हूँ । 

(१) अक्नुद्र--अठुच्छ हृदय [ गम्मीर चित्तवाला 
हो, किंतु हुन्छ स्वमाववाला न हो ] । 

(२ ) खरूपवान- पाचों इन्द्रियाँ सम्पूर्ण और स्वच्छ 
हो, विकलाङ्ग न हों । 

(३) प्रकृति छौस्य- खमावसे शान्त हो, क्रूर 
नहो। 

(४ ) छोकप्रिय--दान) शील, न्याय, विनय और 
विवेक आदि उचित गुर्णोसे युक्त हो। 

(५) अक्र्र--अक्लिएचित्त-ईष्यौं आदि दोषः 
रहित हो । 

(६) भीरू--छोकनिन्दासें, पाप तथा अपयशसे 
डरनेवाला हो । 

(७ ) अशठ-कपटी तथा असदाग्रही न हो। 

( ८) सदाक्षिण्य-:प्रार्थनाभज्ञसे डरनेवाला, शरणा- 
गतका हित करनेवाला हो । 

(९ ) छञ्जाळु--अकार्यवर्जेक अर्थात्‌ अकार्य करनेसे 
डरनेवाला हो । 

( १० ) दयालु--सबपर दया रखनेवाला हो | 

(११ ) मध्यस्थ--जो राग-द्वेष-रहित अथवा सौम्य- 
दृष्टि, अपने या परायेका विचार किये बिना न्याय-मार्गमें 
सबका द्वित करनेवाळा, यथार्थ तत्त्वके परिश्ञानसे एकके प्रति 


राग तथा दूसरेके प्रति द्वेष न रखनेवाला है, वही मनुष्य 
मध्यस्थ यानी तटस्थ माना जाता है । 

( १२) गुणाबुणगी- केवल गुर्णोका ही पक्ष करने- 
वाला हो । 

( १३ ) सत्कथा--सत्यवादी, अथवा घमंसम्बन्धी 
कथा-वार्ताओंको ही प्रिय माननेवाला हो। 

( १७ ) खुपक्षयुक्त- न्यायका ही पक्षपाती, अथवा 
सुशील) अनुकूल) सम्य, सुपरिवारयुक्त हो,। 

( १५) खुद्दीधेदर्शी- सब कार्येमि लंबा विचार करके 
लाम-हानि समझकर प्रब्रत्त हो 

( १६ ) विशेष--तखके अभिप्रायको जाननेबाला; 
अर्थात्‌ गुण और दोषका भेद समझनेवाला हो । 

(१७ ) वुद्धाठुगा--इड-सम्प्रदायके अनुसार चलने- 
बाला ( आचारबद्धश शानइद्ध। वयोइद्ध--इन तीनो 
बुद्धोकी शैलीसे प्रदत्त ) हो । 

(१८ ) विनीत--गुणीजर्नोका बहुमान करनेवाला हो | 

( १९ ) कृतन्ष-क्यि हुए उपकारको न भूलने- 
बाला हो | 

(२०) परहितार्थकारी--निस्खार्थं हो, परायेका 
हित करनेवाला हो । 

( २१ )०लब्धलक्ष्य-धर्मादि कृत्योमें पूर्ण अभ्यास 
करनेवाले पुरुषोके साथ परिचय रखनेवाला, यानी सबकार्यो- 
में सावधान हो । 

उपर्युक्त इक्कीस गुर्णोके द्वारा मानवता चमक जाती है 
इसमें कोई संदेह नहीं । इन्हें अपनाकर सब आत्मकल्याश 
करें--यही मङ्गल-कामना है | 


OT IT 


३५० 














मानवता और वणाश्रमधम 





# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका 


( केखक- श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


मानवताका अभिप्राय है मनुष्यकी मनुष्यतां । सर्वप्रथम 
इसपर विचार करना चाहिये कि मनुष्यकी उत्पत्ति किससे हुई । 
शास्रोको देखनेसे माझम होता है कि मनुसे ही मनुष्यकी उत्पत्ति 
हुई और इस उप्पत्तिका मूल स्थान यह भारतवर्ष ही है। यहींसे 
सारी पृथ्वीपर मानव-सुष्टिका विस्तार हुआ । मानवस्सृष्टिकी 
उत्पत्तिका मूळ स्थान भारतवर्ष होनेके कारण बही मानवताका मूल 
उद्गमस्थान है । अतः श्रीमनुजीका आदेश है कि सारी पथ्वीके 
लोग यहींसे शिक्षा लिया करें--- 


पुतद्देशप्रसूतस्थ सकाशादग्रेजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
( मनु० २। २०) 


“इस देश ( भारतवर्ष ) में उत्पन्न हुए ब्राह्मणके समीप 
पृथ्वीके समस्त मानव अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा ग्रहण करें |? 
इसलिये हमलोगांको मनुष्यताके पूर्ण आदर्श बननेके 
लिये मनुप्रोक्त धर्माके अनुसार ही अपना जीवन बनाना 
चाहिये; क्योंकि जितने भी स्मृतिर्योके रचयिता महांष हुए 
हैं, उनमे मनु प्रधान हैं। अतः मनुने जो कुछ कहा है, 
_ बही मनुष्यका धर्म है । 
सृष्टिके संचालन, संरक्षण और समुत्थानके लिये 
श्रीमनुजीने वेदौंके आधारपर चार वर्णो और चार आश्रमों- 
की व्यवस्था की थी । उस व्यवस्थाके बिगड़ जानेके कारण 
ही आज हमारा पतन हो रहा है। अतः उसकी रक्षाके 
लिये हमें मानवधर्मरूप भारतीय संस्कृतिको अपनाना 
चाहिये । भाषाः वेषः खान-पान और चरित्रसे ही मनुष्यके 
हृदयपर भले बुरे संस्कार जमते हैं | संस्कार ही संस्कृति है । 
अतः इन चारोंके समूहको ही संस्कृति कहा जाता है | 


खुष्टिके आदिम त्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई और ब्रह्माजीसे ` 


वेद प्रकट हुए । वेदोंकी भाषा संस्कृत है । सष्टिके आदिमे 
ब्रह्मादि देवताओँसे उत्पन्न होनेके कारण सँस्कृत-माषाका 
नाम 'देवमाघरा? और संस्कृत लिपिका नाम “देवनागरी? हुआ। 
संस्कृत माषामै अनेक विशेषता ई हैं | संस्कृतर्म साधारणतया 
घातुओकि १८० रूप बनते हैं | इतने रूप अंग्रेजी, फारसी 
आदि अन्य किसी नहीं पा 7 एकवचन 
बहुवचन-य तीन वचन होते हैं, जहाँ कि अन्य 
द्विवचन” एकवचन और वहुवचन ही होते हैं, दिवचन नहीं। 


संस्कृतमै पुँल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग- ये तीन हि 
होते हैं, जब कि अन्य माषाओंमे रि्गोंके कहीं एक और कह 
दो ही भेद माने गये हें। सारांश) अन्य भाषाओंमें द्विवचन और 
नपुंसकलिङ्गका अलग भेद नहीं माना गया है । इसके सिवा 
माघाका सौन्दर्य, लालित्य; व्याकरणकी पूर्णता और अलौकिकता 
आदि अनेक गुण इस तंस्कृत-भाषामें है, जो अन्यत्र नहीं पाये 
जाते | इसी देवभाषाका रूपान्तर हिंदी-भाषा है, जो आज भारत- 
की प्रधान भाषा है । हमारे धर्मके जितने भी मौलिक ग्रन्थ हैं, 
वे संस्कृतमे ही हैं । उनमेंसे कितने ही ग्रन्थोंका हिंदीमे भी 
अनुवाद हो चुका है । आयुर्वेद और ज्योतिष आदिके ग्रन्थ 
भी तंस्कृतमै ही हैं । इसलिये संस्कृत और हिंदी-भाषा 
हमारे देशकी प्रधान सम्पत्ति हैं | अतः इनकी रक्षा करनेकी 
विशेष चेष्टा करनी चाहिये । 

हमारे देशका वेष शास्त्रॉर्मे यही पाया जाता है कि एक 
अधोवस्न और एक उत्तरीयवस्न धारण करना । ये दोनों वस्न 
विना सिलाये ही काममै लाये जाते रहे हैं । तरीके लिये अधोवल्नसे 
साड़ी और उत्तरीयवस्रसे ओढ़नी समझनी चाहिये । एवं पुरुष: 
के लिये अधोबस्रसे धोती और उत्तरीयवस्त्रसे चादर समझनी 
चाहिये | अभीतक विवाहके समय भी कन्याका पिता वर और 
कन्याके लिये उपर्युक्त चार बस्न ही प्रदान करता है । इन्ही 
व्नौको पहनकर विवाह करनेकी शास्त्रोक्त पद्धति है । अतः 
यही आदर्श वेष है | 

इसी प्रकार हमारे देशका खान-पान पहले कन्द, मूल! 
कळ, शाक, अन्न और दूध) दही, घी ही रहा | ये ही 


सात्विक पदार्थ हैं | इन्हींकी गीतामें प्रशंसा की गयी है । 


भगवानने कहा है-- 
आउस्सल्बलारोग्यसुखप्रीतिविवधधना: । 
रखा; खिस्वा: श्थिरा हृद्यः आहारा: सास्विकप्रिया; ॥ 
(गीता १७ | ८ ) 
रर “आयुः बुद्धि, बल; आरोग्य; सुख और प्रीतिको बढुनि- 
जाए रसयुक्त, चिकने और खिर रहनेवाले तथा स्वभावसे 
ही मनको प्रिय--ऐसे 


आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थ 
सात्त्विक पुरुषको प्रिय होते हैं |? 00 


हे न मकारके सात्त्विक पदार्थोके भोजनसे बुद्धि सात्विक 
° अन्तःकरण शुद्ध होता है और अध्यात्मविषयकी 


# सानवता और वणोश्मध्मै + 


स्मृति प्राप्त होती है, जिससे सम्पूर्ण बन्धनोसे छुटकारा हो 
जाता है । छान्दोग्य-उपनिषद्के सातवें अध्यायके २६ खण्डके 
दूसरे मन्त्रमै कहा गया है-- 

आहारणुडी सच्वछुद्धिः, सष्वशुद्धौ धुवा स्तिः) 
स्मृतिळस्से सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः । 

“आहार-शुद्धि होनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होती हैः 
अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल स्मृति होती है एवं स्मृति 
की प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण ग्रस्थियोंकी निदृत्ति हो जाती दै ।? 

अतः हमारा खान-पान सात्त्विक होना चाहिये, राजस और 
तामस नहीं । तामस भोजन तो राक्षसौ और असुरोंका होता 
है, इसलिये वह त्याज्य है । तामस पदा्थौमे भी मांस) मछली; 
अंडा आदिका भोजन तो बिल्कुल ही अमानुषिक कार्य 
है | मनुष्यका तो कर्तव्य है तब जीवोका हित करना, न 
कि जीवोंको राक्षसौंकी भाँति मारकर खा डालना । विचार 


करना चाहिये कि वे जीव निर्वल और बुद्धिहीन हैं? हमलोग 
बलवान्‌ और बुद्धिमान्‌ हैं। क्या हमारा यह कर्तव्य है कि हम 
निर्बल और बुद्धिहीन प्राणियोको खा जाबँ ! बल्कि उचित 
तो यह है और इसीमै मनुष्यता है कि हम निर्बल प्राणियोंकी 
सब प्रकारसे सहायता करें । इस प्रकार सब प्राणियोंका हित 
करनेवाले मनुष्य ही उन्नत होकर परमात्माको प्राप्त होते 
हैं । भगवानने कहा है 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः । 

(गीता १२।४ का उत्तरार्धं ) 

“वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमै लगे हुए मनुष्य मुझको ही 
प्राप्त होते हैं ।? 

श्रीरामचरितमानसमै मी आया दै 





पर हित सरिस धरम नहि भाई । पर पीड़ा सम नहिं अघमाई ॥ 
घर हित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कळु नाही 

इस प्रकार गीता-रामायण आदि शास्त्रोसे भी यही बात 
सिद्ध होती है कि मनुष्यको प्राणिमात्रका हित करना चाहिये । 
दूसरी बात यह है कि मांस) मछली आदिको खानेवाले 
मासाहारी पशुओंकी दादे और नख छुरेके समान तीक्ष्ण 
होते हैं; किंतु मनुष्य और बंदरके दाँत और नख इतने 
सरल हैं कि वे कन्द, मूल, फळ; शाक और अन्न खानेके 
ही योग्य हैं | इससे भी यह सिद्ध होता है कि हमारा भोजन 
कन्द्‌) मूळ; फल) शाक और अन्न आदि ही हे, मांस आदि 
नहीं । तीसरी बात यह है कि पश्ुओंके रक्त! मांस) चर्बी) 


~ ३७१ 
सज़ा आदि सभी दुर्गन्धयुक्त ओर अपवित्र होते हैं, जो मनुष्य 
के छूनेके योग्य भी नहीं होते; फिर वे क्या मनुष्यके खानेके 
योग्य हो सकते हैं १ कदापि नहीँ । चौथी ब्रात यह दै कि 
इनको खानेसे बुद्धि और विवेक नप्रश्रष्ट हो जाते हैं 
तथा इन्हें प्राप्त करनेमें प्राणियोंकी हिंसा होती है; अतः ये 
अत्यन्त तामस हैं । इसी प्रकार मदिरा -मी अत्यन्त तामस 
पदार्थ है । इसके पानसे नशा होकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, 
जिससे मनुष्यका पतन होता है । अतः मांस, मछली) अंडा) 
मदिरा-- ये सभी मनुष्यके लिये अमक्ष्य तथा अपेय ह। इसलिये 
अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको इनका सर्वथा परित्याग 
कर देना चाहिये, यहाँतक कि इन्हें छूना भी नहीं चाहिये) 
इसीसें उसकी मनुष्यता है । 

अब चरित्रके विषयमै विचार किया जाता है। श्रीमनुजी- 
ने मनुष्यके चरित्र-निर्माणके ल्थि प्रधान दस वातेँ बतलायी हैं-- 





शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 





ज्रीर्चिद्या सत्यमक्लोधो दशकं भर्सलक्षणम्‌॥ 
( मनु० ६। ९२ ) 
( १) धृति-भारी कष्ट पड़नेपर भी धैर्यका त्याग न 


करना, ( २ ) क्षमा--कोई अपराध कर दे तो उसका बदला 
छेनेकी इच्छा न रखकर अपराधको सहन कर लेना, (३) दस 
मनको बामे करके उसे अपने नियन्त्रणमें रखना? (४) 
अस्तेय--दूसरेके स्वत्वपर चोरी, जोरी, ठगी आदि किसी 
प्रकारसे भी अपना अधिकार नहीं जमाना, ( ५ ) शौच-- 
सदाचार, सद्गुण आदिके द्वारा मन; बुद्धि, इन्द्रियों 
और शरीरको सब प्रकारसे पवित्र रखना) ( ६ ) इन्द्रियः 
निग्रह---विषयोम विचरण करनेवाली इन्द्रियोंको अपने अधीन 
रखना, ( ७ ) धी-जुद्धिको तीक्ष्ण और सात्त्विक बनाना?* 


( ८ ) विद्या--जिससे परमात्माका यथार्थ अनुभव हो? ऐसा 
न = 


% सात्विक वुद्धिके लक्षण गीतामें भगवानूने इस प्रकार 
बतलाये हें-- 

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकाये भयाभये । 

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्तिकी ॥ 

(गीता १८ । ३० ) 

दे पां ! जो बुद्धि प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमागंको) कतस्य 
और अकत॑व्यको, भय और अभयको तथा बन्धन और मोक्षको 
यथार्थ जानतो है, बह बुडि सात्विकी हे! 


३५२ 


सात्त्विक ज्ञान प्राप्त करना# ( ९ ) सत्य- जो बात जेसी 
सुनी, समझी और देखी गयी हो, उसको निष्कपट और विनय- 
भावसे ज्यों-की-्यों यथार्थ कहना, उससे न अधिक कहना 
ओर न कम; एबं ( १० ) अक्रोध--मनके विपरीत घटनाके 
प्रात होनेपर उसे ईश्वरका विधान मानकर संतुष्ट रहना, 
किसीपर क्रोध न करना- यै धर्मके दस लक्षण हैं । 


महर्षि पतल्ञलिजीने मनुष्यके चरित्र-निर्माणके लिये जो 
यम-नियमोंके नामसे आदेश दिया है, वह भी इससे मिलता- 
घुलता-सा ही है । वे कहते हैं-- 
अहिंसासस्यास्तेयब्रह्मचया परिंग्रहा यमा: । 
(योग० २ । ३० ) 
“अहिंसा, सत्य, अस्तेय) ब्रह्मचर्य{और अपरिग्रइ- थे 
पाँच धयम? हैं |? 
शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: । 
( योग० २ । ३२) 
“शौच; संतोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान--ये 
पाँच “नियम? हैं ।? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मानव-चरित्र-निर्माणके लिये उत्तम 
गुण और आचरणोंको लक्ष्यमै रखकर देवी सम्पदाके नामसे 
गीताके सोलहवें अध्यायके पहले, दूसरे और तीसरे इ्लोकोंमें 
इस प्रकार कहा है 
अभयं सत्त्वसंुद्धिज्ञानयोगब्यवस्थिति: । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्स्यागः शान्तिरपैञ्ुनम्‌ । 
दया भूतेष्वळोलुप्स्वं माद॑वं हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा इतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ 
“भयका सर्वथा अभाव; अन्तःकरणकी पूर्ण निर्मलता, 


* सात्त्विक शानके लक्षण भगवानूने गीतामें इस प्रकार 
बतळाये हैं 


सवंभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्शानं विद्धि सात्तिविकम्‌ ॥ 
(गीता १८ 1 २० ) 


“जिस ज्ञानसे मनुष्य एथक-प्रथक सारे भूतोर्मे एक अविनाशी 
परमात्मभावको विभागरदित समभावसे स्थित देखता है, उस शानको 


तू सात्विक जान 1! 


# मानव वही जो स्वार्थं तज होता पथिक परमार्थका ॐ 











तत्त्वञ्चानके लिये घ्यानयोगमे निरन्तर दृढ़ शिति क | 
सात्विक दान, # इन्द्रियोंका दमन, भगवान्‌, देवता च | 
गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम | 
आचरण एवं वेद-शार्त्रोंक अभ्यास तथा भगवालूके नाग 

और गुणोंका कीर्तन, खधर्मपालनके लिये कष्टसहन और 

शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी सरलता, मन, . 
वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कमी किंचिन्मात्र । 
भी कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय-माषण, अपना अपकार 

करनेवालेपर भी क्रोधका न होना; कर्मेसि कर्तापनके अभि: 
मानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति अर्थात्‌ चित्तवी 
चञ्चलताका अभाव, किसीकी भी निन्दादि न करना, सब 
भूत-प्राणियोमे देतु रहित दया, इन्द्रियोंका विषर्योके साथ 
संयोग होनेपर भी उनमें छिपायमान न होना; कोमलता) 
लोक और शास्रसे विरुद्ध आचरणमै लज्जा और ब्यर्थ 
चेष्टाओंका अमाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहरकी शुद्धि खं । 
किंसीमें भी गत्रुमावका न होना और अपनेमें पूज्यताके 

अभिमानका अभाव- ये सब हे अर्जुन | दैवी सम्पदाको , 
लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके ढक्षण हैं | 


श्रुति, स्मृति, इतिहात; पुराणमिं मानव-चरित्रःनिर्माणः । 
के हेतुभूत जिन आदर्शोका बहुत विस्तारके साथ वर्णन पाया 
जाता दै, उन सबको भगवानने गीतामे साररूपसे संक्षेप 
बतलाया है । 


इस प्रकार भाषा, वेष; खान-पान और चरित्र- इन चारों 

के समूहको ही संस्कृति कहते हैं । अतः मनुष्यको उपर्युक्त 

भारतीय संस्कृतिके आदर्श सद्गुण-सदाचारोंको अपने जीवनमै 

अच्छी प्रकार उतारना चाहिये । यही मनुष्यकी मतुष्यता 

। इसके घिना मनुष्य मनुष्य नहीं) पशु ही है । नीतिमे 
बतलाया गया है-- 

———————— NS टाट 


क सात्त्विक दानके लक्षण भगबानूने गीतामें शस प्रकार 
बतळाये हें 


दातव्यमिति यद्‌ दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्‌ दानं सात्विकं स्मृतम्‌ ॥ 

( गीता १७। २० ) 

“दान देना ही कतंब्य दै- ऐसे भावसे जो दान देश तथा 


काल ओर पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार न करनेवालेके प्रति दिया 
जाता है, बह दान साक्तिक कहा गया है |? 


न 


जब... जा 


२ मानवता और वणोश्रमधम # 











३५३ 





चेषां न विद्या न तपो न दानं 
न चापि शीळं न गुणी न घमः । 
ते खत्युलोके झवि सारभूता 
सलुष्यरूपेण झगाश्वरल्ति ॥ 
( चाणक्य० १० । ७ ) 


“जिनमें न विद्या है न तप है, न दान है 
( सदाचार ) दै, न गुण है और न धर्म ही है, वे इस 
मनुष्यलोके पृथ्वीके भार बने हुए मनुष्यरूपमे पशु ही फिर 
रहे हैं ।? 

इसलिये मनुष्यको मनुष्यताके अनुरूप आचरण करना 
चाहिये । निद्रा, आलस्य, प्रमाद) नास्तिकता, दुर्गुण, दुराचार, 
मान-बड़ाई-प्रतिष्ठा और शारीरके आरामकी इच्छा तथा 
विष्रयासक्ति- ये सब मनुष्यताको नष्ट करनेवाले हैं । निद्रा 
और आलस्यके कारण मनुष्य करनेयोग्य कर्मोका त्याग कर 
देता है । प्रमादके कारण न करनेयोग्य कर्माको करने लगता 
है तथा नास्तिकताके कारण मनुष्य ईश्वरः धर्म) शास्र और 
परलोकको नहीँ मानता, जिससे मनसाना आचरण करने लगता 
है । ढुर्गुण-दुराचार और आसुरी सम्पदाको धारण करके 
पथश्रष्ट हो जाता है । सान-वडाई-प्रतिष्ठामें फँसकर मनुष्य 
दम्भी और पाखण्डी बन जाता है तथा शरीरके आराम और 
इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको उपर्युक्त इन 
सबका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । 

सुष्टिके आदिमे मनु आदि मद्दर्षियोने संसारके परम 
हितके लिये बेदोंके आधारपर चार वर्णो और चार आश्रमोंकी 
व्यवस्था करके जो समाजका संगठन किया दै, वह हमलोगोंके 
शरीर, समाज, व्यापार और देशके लिये परम हितकर है । 
अतः इमलोगोंको अपने अधिकारके अनुसार उन धर्मोका 
यथावत्‌ पालन करना चाहिये । मनुप्रोक्त वर्णाश्रमधर्सका 
स्वरूप संक्षेपमे इस प्रकार समझना चाहिये । 


ब्रह्मचयोश्रम 


माता-पिताको उचित है कि पाँच वर्षका हो जानेके बाद 
बालकको ऋषिकुल या गुरुकुलमै प्रेषित कर दै अथवा 
अपने घरपर ही रखकर दूसरोंसे या स्वयं विद्या पढ़ा यै 
कम-से-कम दस वर्ष उसे क्षिक्षा दें । चाणक्यनीतिमै 
कहा गया है-- 


मा० अ० ४५- 


छाख्येत्‌ पञ्च वढोणि दश वषोणि ताडयेत्‌ । 
प्राप्ते तु षोडशे वर्ष पुत्रे सित्रव्वमाचरेत्‌ ॥ 
( चाणक्य्‌० ३ | १८ ) 
“पुत्रका पाँच वर्षतक लालन-पालन करे, उसके बाद 
दस वर्षतक उसपर शासन करे; किंतु जब वह सोलह वर्षका 
हो जाय; तब उसके साथ सित्रकी भाति बर्ताव करे | 
माता-पिताक्रो उचित है कि वे बाल्यावस्थामे ही बालकको 
विद्याभ्यास करायें; क्योकि जो माता-पिता अपने बालकको 
विद्या नहीँ पढ़ाते, वे बालकके साथ दात्रुताका व्यवहार करते 
हैं, इसलिये वे शत्रुतुल्य ई 
साता शत्रु: पिता बैरी येन बालो न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ 
( चाणक्य» २। ११ ) 
“वह माता शत्रु और पिता बेरीके समान दै, जिसने अपने 
बालकको विद्या नहीं पढायी; क्योंकि विना पढ़ा हुआ बालक 
सभामें यैसे ही शोमा नहीं पाता, जैसे हंसोके बीच बगुला |? 
बालकका यह कर्तव्य है कि वह गुरुके यहाँ ब्रह्मचर्या- 
श्रमधर्मकी शास्त्रोक्त विधिके अनुसार यथाधिकार यज्ञोपवीत- 
संस्कार # कराकर वेदाध्ययन करता हुआ विद्याका अभ्यास 
करे, शास्त्रोंका तथा अनेक प्रकारकी भाषाओं और लिपियोंका 
ज्ञान प्राप्त करे । भिक्षा लाकर उसे गुरुके समर्पित कर दे 
और गुरुका दिया हुआ भोजन स्वयं करे । यह श्रीमनुजीने 
कहा है-- 
* यजोपवीत-संस्कारका 
बतलाया दै 
० गर्भाष्टमेऽब्दे कुवींत ध्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
गर्भादेकादशे राशो गर्भात द्वादशे विशः ॥ 
( मनु० २।३६ ) 
“त्राह्मणका यशोपवीत-संस्कार गर्भसे आठवें वर्षमें, क्षत्रियका 
गर्भसे ग्यारहवेंमें और वैश्यका गर्भसे बारहवें वर्षमें करे ।? 
किंतु-- 
ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्य विप्रस्य पञ्चमे । 
राशो बलार्थिनः पष्ठे वैश्यस्येह्दाधिनोऽष्टमे ॥ 
( मनु २। ३७ ) 
‘कितु ब्रह्म-तेजकी इच्छा रखनेवाले श्राह्मणका पाँचवें वर्षमें, बल 
चाहनेवाले क्षत्रियका छठेमें और धन चाहनेवाले वैश्यका आठवें 
वर्षमै यशोपवीत करना चाहिये ।? 





काल श्रीमनुजीने इस प्रकार 





समाह्त्य तु तद्‌ भैक्षं यावदर्थमसायया । 
निवेद्य गुरवेऽश्नीयादाचम्थ प्राङ्सुखः झुचिः ॥ 
( मन्नु २। ५१) 
“जितनी आवश्यक हो, उतनी भिक्षा लाकर निष्कपट 
माबसे गुरुके समर्पण करे और फिर आचमन करके पवित्र 
हो पूर्वाभिमुख होकर भोजन करे ।? 
नित्यप्रति गुरुको नमस्कार करना, उनकी सेवा 
करना और उनकी आज्ञाका पालन करना ब्रह्मचारीका उत्तम 
धर्म है । उसे तत्परताके साथ शिक्षा और विद्याके अध्ययनमे 
ही विशेषतया सन लगाना चाहिये । जो बाळक बाल्यावस्थामै 
विद्या नहीं पढ़ता एवं शिक्षा ग्रहण नहीं करता तथा किसी 
कुल्सित क्रियाद्वारा वीर्य नष्ट कर देता है, उसे सदाके लिये 
पश्चात्ताप करना पड़ता है । शिक्षा ग्रहण करना, विद्याका 
अभ्यास करना, ब्रह्मचर्यका पालन करना--ये तीनों उसके 
लिये इस लोक और परलोकमें बहुत ही लाभदायक हैं । 
ब्रह्मचर्ये बिना आयु, बळ, बुद्धि, तेज, कीतिं और यशका 
विनाश होता है और मरनेके बाद दुर्गति होती है | इसलिये 
बालकोंको ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक शिक्षा और विधा प्रास 
करनेके लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये । विद्याका अर्थ 
है नाना प्रकारकी भाषाओं और लिपियोंका ज्ञान तथा शिक्षाका 
अर्थ है उत्तम गुण और उत्तम आचरणोंक्रो सीख- 
कर उनको अपने जीवनमै लाना एवं ब्रह्मचर्यक्रतके 
पालनका अर्थ है सब प्रकारके मेथुनोंका# त्याग करना 
और ब्रह्मके खरूपमै विचरण करना अर्थात्‌ परमात्माके 
स्वरूपका मनन करना । 
ब्रह्मचारीको मन-इन्द्रियाँके संयमपूर्वक यस-नियर्मोका 


पालन करना चाहिये । इसके सिवा उसे श्रीमनुजीके बतलाये हुए? 


विशेष नियर्मोका भी पालन करना चाहिये । श्रीमनुजीने 
कद्दा है-- 
नित्यं स्त्रात्वा शुचिः कुर्याद्‌ देवरडिपितृतर्पणस्‌ । 
देवताम्यर्चन॑ चैव समिदाधानमेव च॥ 
( मन्नु २। १७६ ) 
% श्ञास््रोमें आठ प्रकारके मैथुन बतळाये गये हैं--- 
स्मरणं कीतंनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संक्मोऽव्यवसायश्च॒नक्नियानिष्पत्तिरि च ॥ 
८छीका स्मरण, स्लीसम्बन्धी बातचीत, स्त्रियोंके साथ खेळना, 


स्तियांको देखना? स्त्रीसे गुप्त भाषण करना, स्त्रोसे मिकलेका 
निश्चय करना और संकल्प करना तथा स्त्रीसङ्ग करना |? 
नः 





% मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 








MM 
“्रह्मचारीको चाहिये कि वह नित्य स्नान करके शुद्ध हे 
देवता; ऋषि और दिव्य पितरोंका तर्पण तथा देवताओंका है 
और अग्निहोत्र अवश्य करे |! pn 
वर्जयेन्मधु सांस च गन्धं साल्यं रसान्‌ ख्यः । 
झुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां सेव हिंसनम्‌ ॥ 
अभ्यङ्गमञ्जनं चाद्णोर्पानच्छन्रधारणम्‌ । 
कासं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम्‌ ॥ 
द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ । 
स्रीणां च प्रेक्षणालम्भसुपघातं परस्य च॥ 
( मनु० २। १७७-१७९) 
“शहद, सांस, सुगन्धित वस्तु, फूलोके हार, रस, जनी 
और सिरकेकी भाँति बनी हुई समस्त मादक वस्तुओंका 
सेवन करना तथा प्राणियोंकी हिंसा करना एबं उबटन लगाना, 
आँखोंको आँजना, जूते और छातेका उपयोग करना तथा काम, 
क्रोध और लोभका आचरण करना एवं नाचना, गाना, 
बजाना तथा जूआ, गाली-गलौज और निन्दा आदि 
करना एवं झूठ बोलना और खिर्योको देखना, आलिङ्गन 
करना तथा दूसरेका तिरस्कार करना--इन सवका ब्रह्मचारी- 
को त्याग कर देना चाहिये |? 
यदि बालक घरपर रहकर विद्याका अभ्यास करे तो उसे 
` माता, पिता और आचार्यको क्रमशः दक्षिणाग्नि, गाईपत्याग्नि 
और आहवनीयाग्निका रूप समझकर उनकी तन-सनसे सेवा 
करनी चाहिये । श्रीमनुजीने कहा है-- 
पिता वै गाहपत्योऽग्निमौतासिर्दक्षिणः स्छृतः । 
गुरुराइवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥ 
( मन्नु २ | २३१ ) 
“पिता गाईपत्याग्नि, माता दक्षिणाग्नि और गुरु 
आहृवनीयाग्नि है-शसा कहा गया है । यह तीनों 
अग्नियोका समूह अत्यन्त श्रेष्ठ है |? 
इनकी सेवा करनेसे मनुष्य भूः, भुवः, स्वः-तीतों 
लोकोंको जीत लेता है-- 
इमं लोकं सातृसक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्‌ । 
एस्शश्ूषया तवेदं ब्रह्मलोकं समइ्नुते ॥ 
.( मनु० २। २३३ ) 
माताको भक्तिसे मनुष्य इस लोकको, पिताकी मक्तिसे 
मध्यलोकको और गुरुकी मक्तिसे ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लेता है |? 


का इनकी सेवा बालकके लिये परम तप कही गयी दै! 
क्योकि यह परम धर्म है, शेष सब उपधर्स हँ 


ण्या | 


3 


% मानवता और वणोश्रमधर्म ॐ 


I 


तेषां त्रयाणां 
न बैरभ्यन नुज्ञातो 








परमं तप उच्यते । 
ससाचरेत्‌ ॥ 
( मनु० २। २२९ ) 


शुश्रूषा 
भसैसस्ब 


८इन तीनौंकी सेवा बड़ा भारी तप कहा गया है) अतः 
इन तीनोंकी आज्ञाके बिना मनुष्य अन्य किसी धर्मका आचरण 
न करे।? 
्रिष्येतेप्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । 
परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ 
( मनु० २। २३७ ) 


९ 
एष सः 


“क्योंकि इन तीनोंकी सेवासे पुरुषका सारा कर्तव्य पूर्ण हो 
जाता है । यही साक्षात्‌ परम धर्म है; इसके अतिरिक्त अन्य 
सब उपधर्म कहे जाते हैं ।? 

इन तीनाँमे गुरुकी सेवासे भी माता-पिताकी सेवाका 
महत्त्व शास्त्रोंमि अधिक बताया गया है; क्योंकि-- 

यं मातापितरो कलें सहेते सम्भवे नुणाल्‌। 

न तस्य निष्कतिः शक्या कदं वर्षशतैरपि ॥ 

( मनु० २।२२७) 

“मनुष्यकी उत्मत्तिके समय जो क्लेश माता-पिता सहते 
हैं, उसका बदला सौ वर्षौ भी उनकी सेवादि करके नहीं 
चुकाया जा सकता |! 

इसलिये बालकोंको नित्य माता-पिताके चरणोमे नमस्कार) 
उनकी आज्ञाका पालन और उनकी सेवा अवश्य करनी 
चाहिये | 

गहस्थाश्रसं 

समावर्तन-संस्कारके बाद जव बालक विद्याव्ययन करके 
आवे तो मार्गमे मिल जानेपर राजाको भी उचित है कि 
वह उसके लिये आदरपूर्वक मार्ग दे दे और घरपर आनेपर 
पिताको उचित है कि स्नातककी सत्कारपूर्वक मधुपर्क आदिसे 
पूजा करे | 

क्षातकको उचित है कि माता-पिता आदि गुर्जनौंकी 
आज्ञाके अनुसार उत्तम गुण; लक्षण और आचरणसे युक्त 
कन्याके साथ विवाह करे% तथा माता-पिता आदि गुरुजनोंकी 





क श्रीमनुजीने कहा है--- 
गुरुणानुमतः 
उद्वहेत द्विजो 


समावृत्तो यथाविधि । 
सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ 
( मन्नु ३ । ४) 


सनात्वा 
-भायाँ 





३५५ 


CE 








सेबा करते हुए. शौचाचार-सदाचारसे रहकर अपना जीवन 
बिताये । 
गीता कहती दै 
देवद्विजगुस्म्रान्ञपूजनं 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च 


शौचमार्जवम्‌ । 
तप उच्यते ॥ 
( १७। १४) 

“देवता; ब्राह्मण, गुरु ओर शानीजनोका पूजन पवित्रता) 
सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा---यह शरीरसम्बन्धी तप कहा 
जाता है ।' 

इस “शारीरिक तप? के अनुसार सदाचारका पालन करना 
चाहिये। माता, पिता आदि गुरुजनोंकों नित्य नमस्कार करने 
और उनकी सेवा करनेका बड़ा मारी महत्त्व है । 


श्रीमनुजी कहते €-- 


शारीर 


अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बळम्‌॥ 
( मन्नु २ । १२१ ) 


“जिसका प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य 
वृद्धोंकी सेवा करता दै, उसके आयु) विद्या, यश और बल- 
थे चारों बढ़ते हैं ।? 

गृहस्थ पुरुषको किस प्रकार जीवन बिताना नाहिये, 
इस विषयमे श्रीमनुजीने यों कहा है-- 

ब्राह्मे झुहूतें बुध्येत धमौथो चानुचिन्तयेत्‌ । 

कायवलेशांश्र तन्सूळान्‌ वेदतस्वार्थमेब च ॥ 

उत्थायाव्मकं कृत्वा कृतशोचः समाहितः । 

पूची संध्या जपंस्तिष्ठेत्‌ स्वकाले चापरां चिरम्‌ ॥ 

( मनु० ४ । ९२-९३ ) 

“बाह्ामुइर्तमै ( सूर्योदयसे चार घडी पूव ) जागना 
चाहिये और धर्म तथा अर्थका एबं उनके उपाजनके हेतुभूत 
शरीरके क्लेशोंका तथा वेदके तत्त्वाथरूप परब्रह्म परमात्माका 
बारबार चिन्तन करना चाहिये । फिर शय्यासे उठकर 
शौचादि आवश्यक कार्य करके ज्लानादिसे शुद्ध और सावधान 
होकर अपने नियतकालमें ( सूयोदयसे पूर्व ) प्रातः-संध्या 
और ( सूर्यास्तसे पूर्व ) सायंसंष्या करके चिरकालतक 
गायत्रीका जप करता रहे |? 


rT 
“जब द्विज विधिपूर्वक ्रत-स्रान और समावतंन कर चुके, तब 


युरुजनोके आज्ञानुसार अपने वर्णकी उत्तम लक्षर्णोवाली कन्यासे 
बिवाह करे |? 


३५६ 











इस प्रकार कह मामला 0 नित्यप्रति अपने अधिकारके 
अनुसार संध्योपासन, गायत्री-जप,$ अग्न्याधान; गीता 
और वेदादि शास्रोंका स्वाध्याय और अतिथियोकी सेबा 
आदि गहस्थाश्रमके कर्तव्यौंका पालन भळीमाँति तत्परतापूर्वक 
अवश्यमेव करना चाहिये । गहस्थाश्रममै रहते हुए नित्य 
पाँच प्रकारके पाप होते हैं, उनकी निबृत्तिके लिये पञ्च 
महायशोका अनुष्ठान करना आवश्यक है । श्रीमनुजीने कहा 
पञ्च सूना गृहस्थस्य चुरी पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्ठु वाहयन्‌ ॥ 
(मचु० ३ । ६८ ) 
“गहस्थके यहाँ चूएहा, चक्की) बुहारी, ओखली और 
जळका घड़ा--ये पाँच हिंसाके खान हैं; इनको काममें 
लानेबाला गृहस्थ पापसे बैँधता है |? 


अतः क्रमशः उन सबसे निस्तार पानेके लिये महर्षियोने 
णहस्थोंके लिये नित्य पाँच महायज्ञ करनेका विधान किया 
है। वे पञ्चमहायज्ञ इस प्रकार हैं. 


» श्रीमनुजी कहते हैं-- 
सहस्तकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेततृत्रिकं द्विजः । 
महतोऽप्येनसो मासात्‌ त्वचेवाहिविम्नच्यते ॥ 
( मनु० २। ७९ ) 


“द्विज इन तीनोंका यानी प्रणव, ब्याइति और मायत्रीका बाहर 
(पबित्र और एकान्त स्थानमै ) हजार बार जप करके एक मासमें 
बढ़े भारी पापसे भी वैसे ही छूट जाता है, जैसे साँप केंचुलीसे ।' 

जप मानसिक किया जाय तो वह सर्वोत्तम है--. 


विधियश्ाज्जपयशो विरिष्टो दञभिरुंेः । 
उपांशुः स्याच्छतयुणः साइस्रो मानसः स्मृतः ॥ 
( मनु० २ । ८५) 


“विधियश यानी औत-स्मातै यशसे जपयज्ञ दसगुना बढकर है 
और दूसरे मनुष्यको सुनायी न दे--इस तरह उच्चारण करके 
किया जानेवाला उपांशु जप ( विधियशसे ) सौगुना तथा मानस 
जप ( विवियक्षसे ) हजारगुना बढ्कर माना गया है अर्थात्‌ एकसे 
एक दसयुना श्रेष्ठ दै ।' 

† तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ 
( मनु ३ । १०१ ) 

“आसन, वैठनेको जगह, जल और चौथी मोठी वाणी-_ 
इनकी सज्जनोंके घरमै कभी कमी नहीं होती । 


कै मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


अ 





ऱ्ह 


हि मस 

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ | 
होमो देवो बलिक्षीलो छयञोऽतिथिपूजनम्‌ \ 

( मचु० ३ । ७० ) 


“वेद पढ्ना-पढाना ब्रह्मयज दै)भराद्ध-तर्पण करना पितू 
है, हवन करना देवयज्ञ है, बलिवैश्वदेव करना भूतय 


और अतिथियोँका पूजन-सत्कार करना मनुष्य-यज्ञ है! 


जो द्विज इन पाँच महायज्ञोंको यथाशक्ति नहीं छोड़ता, 
वह घरमें रहता हुआ भी नित्य होनेवाले हिंसा-दोषोे 
लिप्त नहीं होता तथा जो देवता, अतिथि, सेवक, पितर 
और आत्मा--इन पाँचोंकों अन्न नहीं देता, 


लेता हुआ भी मरे हुएके समान ही है। 


यदि श्रौत या स्मार्त विधिके अनुसार नित्य अग्निहोत्र 
न हो सके तो बलिवैश्वदेव तो अवश्य ही करना चाहिये। 
बलिविश्वदेव करनेसे मनुष्य सब पापाँसे मुक्त हो जाता है। 
भगवानूने गीतामें कहा है--- 


यज्ञशिष्टाझिनः सन्तो झुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा थे पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
( गीता ३ । १३) 
“यज्ञसे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब 
पापोसे मुक्त हो जाते हैं और जो पापीलोग अपना शरीरः 
पोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते हैं, वे तो पापको ही 
खाते हैं ।? 
णइस्थको सत्य और न्यायपूर्वक धनोपार्जन करे 
आत्मकल्याणके ल्यि देवताओं)पितरों और यावन्मात्र प्राणियोंकी 
निष्कामभावसे सेवा करनी चाहिये । सत्रको अन्न-जल देकर 
अन्न जल ग्रहण करना मनुष्यके लिये कल्याणकारी है 
इसलिये तर्पण और बलिवैश्वदेवका विधान किया गया है। 
तर्पणमें क्रमशः देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरोंकी 
एवं यावन्मात्र प्राणियोंको जो जल दिया जाता है; उसका 
पहले सूर्यके द्वारा शोषण होता है, फिर वह वर्षाके रूपमै 
आकर सब प्राणियोंको प्राप्त हो जाता हे । बलिवैश्वदेवका 
% श्रीमनुजीने कहा है--- 
सत्यं ब्रयात्‌ प्रियं यान्न त्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रिय च नानृतं अयादेष धर्म: सनातनः ॥ 
( मनु० ४ । १३८ ) 
सिदा सत्य बोळे, प्रिय बोले; किंतु ऐसी वात न कहे जो सत्य तो 


हो पर अप्रिय हो तथा जो प्रिय तो हो पर असत्य हो, उसे भी 
न कहे । यह सनातन धर्म है |, 


वह श्वास 





% मानवता और वर्णाश्रमधर्म # 








२०७ 











तात्पर्य है सारे विश्वको बलि ( भोजन ) देना । जो अग्निमै 
आहुति दी जाती है; वह सूर्यको प्राप्त होकर और फिर सूर्यके 
द्वारा वर्षाके रूपमै आकर समस्त विश्वके प्राणियोंको प्राप्त हो 
जाती है । श्रीमनुजीने कहा है-- 


अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यञ्जुपतिएते । 
आदित्याज्ञायते वृषिव्रृंष्टेरलनं ततः प्रजाः ॥ 
(मचु० ३ । ७६ ) 


श्वेदोक्त विधिसे अग्निमें दी हुई आहुति सूर्यको प्रात 
होती है, सूर्यसे मेघद्वारा वर्षा होती है और वर्षा होनेसे 
अन्न पैदा होता है तथा अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है ( एवं 
अन्नसे ही सब प्राणियोंकी तृप्ति और बृद्धि होती दै ) |! 


बलिवे = ~ ~ 
अत; बलिवेश्वदेव करना सारे विश्वको जीवनदान देना 
है; क्योंकि अन्नसे ही सव प्राणी जीते हें- 


अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः ॥ 
(गीता ३ । १४ ) 
“सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं । अन्नकी 
उत्पत्ति वृष्टिसे होती है, दृष्टि यज्ञसे होती है और यज्ञ विहित 
कमसे उत्पन्न होता है ।' 
गृहस्थ इस प्रकार सदा अपने कर्तव्यकमोंके पालनमे 
लगा रहे और काम, क्रोध, लोम, मोह) द्वेष, दम्भ और 
नास्तिकता आदि ढुर्गुणोंका परित्याग करके सदा मन-इन्द्रियोंको 
संयममे रखते हुए सदाचारमे स्थित रहे । श्रीमनुजीने 
बतलाया है > 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ । 
वेषं दम्भं च मानं च क्रोधं सेद््ण्यं च वर्जयेत्‌ ॥ 
(GE कसर ) 
“नास्तिकता; वेद-निन्दाः देव-निन्दा, द्वेषः दम्भ, 
अभिमान) क्रोध और कटुताका त्याग करे |? 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः । 
न स्यादू वाक्चपलश्चैव न परद्रोहकर्सश्री: ॥ 
( मनु० ४ | १७७ ) 
“हाथ और पैरोंकी चपलता न करे नेत्रोकी चपळता न 
करे, सदा सरल रहे) वाणीकी चपलता न करे और दूसरोंकी 
बुराई करनेमें कमी मन न लगाये ।' 


अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ । 
द्वितीयमायुषो आगं कृतदारो ग्रहे बसेत्‌॥ 
(मनु ५। १६९ ) 
“विवाहित ग्रहस्थ पुरुष पूर्बोक्त विधिसे सदा 
पञ्चयञ्ञोंको करता रहे; उनका कभी व्याग न करे और आयुके 
दूसरे भागपर्यन्त ( पचास बर्षतक ) यृहस्थाश्रममें वास 
करे |? 


सर्वेषासपि चैतेषां वेदस्छ्ृतिविधानतः । 
गृहस्थ उच्चरते श्रेष्ठः ल त्रीनेतान्‌ बिभति हि ॥ 
( मनु० ६। ८९) 


“इन सभी आश्रमामे वेद और स्मृतिके विधानके 
अनुसार चल्नेवाला गहस्थाश्रम श्रेष्ठ कहा जाता है; क्योंकि 
बही इन तीनों आश्रमोंका भरण-पोषण करता हु 

वानप्रस्याश्रस 

जब गहस्थ पुरुषकी पचास वर्षकी आयु पूरी हो जाय 
और वह यह देखे कि अब शरीरका चमड़ा ढीला पड़ गया 
हवै और केश पक गये हैं तथा पुत्रके भी पुत्र हो गया है, तब 
वह सम्पूर्ण आम्य आहारोंका और समस्त सामग्रियोंका 
परित्याग करके तथा अपनी पत्नीका एवं गहस्थीका सारा भार 
अपने पुत्रोपर देकर वानप्रस्थ-आश्रममे जा सकता है । यदि 
ज्लीकी साथ जानेकी इच्छा हो तो वह भी जा सकती है ।# 
किंतु वहाँ खौ-पुरुष दोनों ब्रह्मचर्यका पालन करे । तथा 
बानप्रस्थीको उचित दै कि वह स्वतः मरे हुए मृग आदिका 
पवित्र चर्म या वल्ल धारण करे एबं प्रातःकाल, मध्याह्काल 
और सायंक्राल--तीनो समय स्वान करे तथा जटा) दाढी 

आदि बालोंको और नखाँको सदा धारण किये रहे | एवं-- 
यद्भक्ष्यं स्यात्ततो दद्यादू बढि भिक्षां च शक्तितः । 
अस्मूलफळभिक्षाभिरचयेदाश्रमागतान्‌ ॥ 
(मनु० ६ | ७ ) 


क RN 
% मनुस्त्रतिमे आया है-- 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्‌ स्नातको द्विजः । 
बने वसेत्तु नियतो यथावद्‌ विजितेन्द्रियः ॥ 
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ वलीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 

श संत्यज्य आम्यमाहारं सबै चैव परिच्छदम्‌ । 

पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य बनं गच्छेत्‌ संहेब वा ॥ . 

(६।१-३) 


३५८ 








“जो उसके खाने योग्य पदार्थ हों, उनमैसे ही बलिवेश्व 
करे और अपनी शक्तिके अनुसार भिक्षा दे तथा आश्रममै 
आये हुए अभ्यागतोंका जळ, मूल) फलकी भिक्षासे सत्कार करे।? 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्‌ दान्तो सैत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ 
( मनु० ६। ८ ) 
“नित्य वेदादि शास्त्रोंके खाध्यायमै लगा रहे) इन्द्रियोंका 
दमन करे, सबमें मैत्रीमाव रखे, मनको वराम रखे, सदा दान 
दे, पर प्रतिग्रह न ले और सब प्राणियोपर दया रखे ।? 
वानप्रस्थी द्विज मन-इन्द्रियांको वशमें करके यम-नियर्मो- 
का पालन करते हुए पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करता रहे और 
पूर्णिमा, अमावास्या तथा चान्द्रायण आदि व्रर्तोका पालन 
करे और बिना बोये हुए अर्थात्‌ अपने-आप पृथ्वी या जलमें 
उत्पन्न कन्द-मूछ, फल-फूल; शाकसे एवं उनके रसोसे अपना 
जीवन-निर्वाह करे । वह मधु-मांस आदिका कभी सेवन न 
करे | हलसे जोती हुईं भूमिसे उत्पन्न धान आदिको काममै न 
लाये । श्रीमनुजीने कहा है--- 





पुष्पमूलफछानि च। 


स्थछजोदकशाकानि 
मेध्यवृक्षोद्धवान्यद्यात्‌ स्नेहांश्च फलसम्भवान्‌ ॥ 
( मनु० ६। १३ ) 


“पृथ्वी और जलमै उत्पन्न शाक और पवित्र बृक्षांसे 
उत्पन्न फूल, मूळ, फलोंका तथा फलांके रसका भोजन करे |? 
न फालक्ृष्टमइनीयादुत्सृष्टमपि केनचित्‌ । 

न ग्रामजातान्यातोंडपि मूलानि च फलानि च॥ 
( मनु० ६। १६) 
“भूखा होनेपर भी उसको हलसे जोती हुई भूमिमें उत्पन्न 
तथा किसीके द्वारा छोडे हुए अन्नको और गाँवेमि उत्पन्न 
हुए मूल-फर्लोको भी नहीं खाना चाहिये ।? 
अग्निपक्वाशनो वा स्यात्‌ कालपक्वभुगेव वा । 
अइमङुट्टो भवेद्‌ वापि दन्तोलूखलिकोऽपि वा ॥ 
( मनु० ६। १७) 
“अग्निसे पके हुए अन्नका भोजन करे अथवा समयपर 
स्वतः पके हुए फल आदि खाय अथवा अन्न एवं फर्लोको 
पत्थरसे कूटकर या दातोसे चबाकर खाय |? 
सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससंचयिकोऽपि दा । : 
बण्मासनिचयो वा स्यात्‌ समानिचय एव वा ॥ 


( मनु० ६। १८ ) 


% मानव दही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





न या 
“एक ही दिनके लिये अथवा एक मासके लिये अथवा 


महीनोंके ~ Ce aN 
छः महीनोके लिये या एक वर्षके निर्वाहके लिये अन्नक्ष 
संचय करे |? 


भूमो विपरिवर्तेत तिप्ठेदू वा प्रपदेर्दिनस । 
स्थानासनाभ्यां विहरेत्‌ सवनेषूपयन्नपः || 
( मचु० ६।२२) 


“भूमिपर लेटे या दिनभर दोनों चरणोंके बलपर खड़ा 
रहे अथवा कभी आसनपर और कमी आसनसे उठकर अपना 
समय बिताये तथा तीनों काळ स्नान करे |? 

वानप्रस्थीको चाहिये कि वह अपने तपको क्रमशः बढ़ाता 
हुआ ग्रीष्मकालमे पञ्चाग्नि तपे अर्थात्‌ दोपहरमें चारों ओर 
अग्नि जलाकर मस्तकपर सूर्यके धूपका सेवन करे । वर्षा 
क्रतुमै पहाड़की चोटीपर खुले मैदानमै बैठकर वर्षाको सहन 
करे और शीतकालमै गीले वस्त्र धारण करे# अथवा नदी, 
तालाब आदि जलाशयमै गलेसे नीचेतक जलमे रहे | 

एवं वानप्रस्थीको उचित है कि वह 

उपस्प्रृशंस्रिषवणं पितृन्‌ देवांश्च तर्पयेत्‌ । 

तपश्चरंश्ोग्ररं शोषयेद्‌ देहमात्मनः ॥ 
( मनु० ६ ।२४) 

“तीनों समय स्नान करके पितरों और देवताओंका तर्षण 


करे एबं अत्यन्त कठोर तपस्या करता हुआ अपने शरीरको 
सुखाये |! 





अग्रयव्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी घराद्ययः । 
शरणेष्वममञ्चैव वृक्षसूछनिकेतनः ॥ 
(मनु ६ | २६) 


सुख देनेवाले विषयोंमें लिप्त होनेका यत्न न करे) ब्रहम 


चका पालन करे, भूमिपर सोये, निवासस्थानमे ममता न 
करे ओर वृक्षकी जड़में निवास करे |" 


हिषे विप्रेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजिषु वनवासिषु ॥ 
( मच्ु० ६।२७ ) 


ड्‌ >मूछ आदि न मिले तो ) वनवासी विप्रको 
चाहिये कि तपस्वी ब्राह्मणोसे पारा अथवा अन्य वनवासी गरहस्थ_ अन्य वनवासी ग्रहस्थ 


* औष्मे पन्चतपास्तु स्याद्‌ वर्षास्वञ्जावकाशिकः । 
आदवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्षयंस्तप: ॥ 


( मनु० ६ । २३ ) 


9 


% मानवता और 














द्विजोंते अपनी प्राणऱयात्रा-निर्वाहके योग्य भिक्षा माँग ले ।? 
ग्रासादाहृत्य वाइनीयादष्टौ ग्रासान्‌ वने वसन्‌ । 
प्रतिगु पुटेमेव पाणिना शकेन वा ॥ 
( मनु० ६।२८) 
“यदि वनमें रहकर भिक्षा न मिले तो वानप्रस्थीको चाहिये 
कि वह गाँवसे पत्तलके ठुकड़े या ठीकरेमें अथवा हाथमे ही 
भीख लाकर आठ ग्रास भोजन करे |? 


पुताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा चिग्रो वने वसन्‌ । 
बििधाश्चौपनिषदीराव्मसंसिदये श्रुतीः ॥ 
( मनु० ६। २९ ) 
“वानप्रस्थी वनमें रहकर इन पूर्वोक्त तथा वानप्रस्थाश्रमके 
अन्य सब नियमोंका पालन करे और आत्मज्ञानकी 
सिद्विके ल्थि उपनिषद्की बिभिन्न श्रुतियोंका अभ्यास करे ।? 
तदनन्तर वानप्रस्थी द्विज) जबतक शरीरपात न हो जाय; 
तबतक जळ और वायुका भक्षण करके योगसाधन करे । 


संन्यासाश्रम 

इस प्रकार आयुके तीसरे भागको बनमें व्यतीत करके 
आयुके चतुर्थ भागमें विषयोंको त्यागकर संन्यास-आश्रम 
ग्रहण कर ले ।% अभिप्राय यह किं पचहत्तर वर्षका हो जानेपर 
अग्निहोत्रादि सम्पूर्ण कर्मोका धर्मपत्नीका और शिखा-सूत्रका 
त्याग करके तथा प्राणिमात्रको अभय-दान देकर संन्यास ग्रहण 
करे । श्रीमनुजी कहते हैं--- 

यो दवा सर्वभूतेभ्यः प्रत्रजत्यभयं गृहात्‌ । 

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 

यस्मादण्वपि भूतानां द्विजाच्नोत्पद्यते अयम्‌ । 

तस्य देहाद्‌ विसुक्तस्य भयं नास्ति ङुतश्चन ॥ 

( मनु० ६ । ३९-४० ) 

“जो ब्राह्मण सब प्राणियोंको अभयदान देकर और घरसे 
निकलकर संन्यास ग्रहण कर लेता दै? वह ब्रह्मवादियोंके 
तेजोमय लोकोंको पाता है। जिस द्विजसे किसी प्राणीको थोड़ा- 
सा भी भय नहीं होता, उसे शरीर-त्यागके अनन्तर कहीं भी 
भय प्रास नहीं होता |! 


Ug ER SI EH OS नाप 
# वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । 
जतुर्थमायुयो भागं त्यवस्वा सङ्गान्‌, परिव्रजेत्‌ ॥ 

( मनु० ६। ३३ ) 


MR ्््््क्‍्स््स्य््््् ८ "पप 


वणोधमधमे % ३५९, 





संन्यासीका कर्तव्य है कि वह अकेला ही विचरण करे 
और चातुर्मास्यके अतिरिक्त तीन दिनसे अधिक कहीं एक 
जगह न ठहरे । दण्ड, कमण्डळु;$ कन्था, कौपीन आदिके 
अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुका संग्रह न करे । परिग्रहके 
त्याग ही उसका परम गौरव है । वह कञ्चन और कामिनी- 
का कमी स्पर्श न करे; क्‍योंकि इनका सर्वथा त्याग ही 
उसका परम कर्तव्य है । वह शहरमे केवल भिक्षाके लिये 
ही जाय । श्रीमनुजीने कहा दै 





अनग्निरनिकेतः खस्यादू ग्राममन्नार्थमाश्रयेत्‌ । 
उपेक्षकोऽसंकसुको सुनिभावसमाहितः ॥ 
( मनु० ६ । ४३ ) 


“सन्यासी अग्निरहित, गहहीन, सबसे निःस्पृह, स्थिरः 

ळे ~ मौ ~ ~ क 

बुद्धि, मौनी और ब्रह्ममावमे समाधिस्थ होकर समय बिताये 
तथा केवल भिक्षाके लिये ही गाँचमै जाय ।? 


एवं मिक्षाके लिये “नारायण हरि! की आवाज उच्चारण 

कर देनेपर भीतरसे कोई गृहस्थ भिक्षा लेकर न आये या 

ठहरनेके ल्यि न कहे तो वहाँ न ठहरै और दूसरे घरपर 

चला जाय तथा जहाँ दूसरा भिक्षु भिक्षाके लिये खड़ा हो, 
वहाँ भी न ठहरे | 


न तापसेत्रीह्मणेवी वयोभिरपि वा श्वभिः । 
आकीणे भिक्षुकै्वान्यैरागारमुपसंत्रजेत्‌ ॥ 
( मनु० ६। ५१ ) 


“जिस घरमे तपस्वी, ब्राह्मण) पक्षी, कुत्ते और अन्य 
भिक्षुक विद्यमान हों) वहाँ मिक्षाके लिये न जाय ।' 

संन्यासीको आठ पहरमै एक बार ही दिनमै भोजन 
करना चाहिये 

एककालं चरेद्‌ भैक्षं न प्रसज्जेत विस्तरे । 

भैक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सञ्जति॥ 

( मनु० ६ । ५५ ) 
“संन्यासी दिनमै एक बार भीख मागे, विस्तारमें न ळग 


PRS CO SS 


+ अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युनिनेणानि च। 
तेषामद्भिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥ 
( मनु० ६ । ५३ ) 


“संन्यासीका भिक्षापात्र थालुका न हो । पात्रमें छेद भी न 
हो । एवं जैसे यमं चमस शुद्ध होते है, वैसे ही इन पात्रोकी 
जलसे शुद्धि मानी गयी है |? 


जाय; क्योंकि मिक्षामै ee I को आसक्त हो जानेसे संन्यासी अन्यान्य 
विषयोमे मी आसक्त हो जाता है ।? 


चिधूमे सन्नसुसळे व्यङ्गारे भ्रुक्तवज्जने । 
वृत्ते शरावसम्पाते शिक्षा नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ 
( मन्नु ६। ५६ ) 
“जब गृहस्थोके घरमै रसोईका धुओ बंद हो जाय; मूसल- 
का काम पूरा हो जाय, अग्नि बुझ जाय और ग्हस्थके भोजन- 
के वाद जूठे सकोरे फेंक दिये जाये, उस समय संन्यासी 
नित्य भिक्षाके लिये जाय ।? क्योकि अग्नि प्रज्वलित रहे 
तो गृहस्थ मनुष्य उस संन्यासीके उद्देश्यसे और अधिक 
भोजन बना सकता है । एबं संन्यासीको पाँच या सातसे अधिक 
गहस्थोंके घर नहीं जाना चाहिये और उनसे जो कुछ मिल 
जाय, उसीमे संतोष करना 'चाहिये-- 


आकासे न बिषादी स्माण्छामे चैष न हर्षमेत्‌। 
घ्राणमात्रिकमा त्रः स्यान्मात्रासङ्घाट्विनिर्गतः ॥ 
( मनु० ६।५७) 
“भिक्षा न मिळनेपर दुखी न हो और मिळू जानेपर 
हर्षित न हो । जितनेमे प्राणोंका निर्बाह हो सके, उतना ही 
अन्न मांगे तथा बिषयोंके सङ्गसे रहित रहे ।? 


जहाँ अतिशय आदर-सत्कार-पूजा होते हों अथबा जहाँ 
अनादर होता हो, बहाँ संन्यासी भिक्षाके लिये न जाय; 
क्योंकि अत्यन्त सत्कारसे बन्धन हो जाता है ।# संन्यासी 
एकान्तमें रहकर जप, ध्यान, स्वाध्याय आदि अपने नित्यकम- 
का पालन करे । बिना पूछे न बोले ओर अनुचित पूछनेपर 
भी न बोळे, मूकके समान आचरण करे । दीपक और 
अग्निको प्रज्बलित न करे । कभी करिसी भी प्राणीकी किसी 
प्रकार किंचित्‌ मात्र भी कहीं हिंसा न करे । यम-नियमोंका 
कभी व्याग न करे । अपना जीबन यम, नियम, आसन, 
प्राणायामः प्रत्याहार, धारणा; भ्यान, समाधिमे ही लगाये; 
क्योंकि इनके करनेसे वह सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है । 


संन्यासीके लिये मनुजीका आदेश है--- 


कपालं वृक्षमूलानि कुचैलमसहायता । 
समता चैव स्स्मिन्नेतन्झुक्तस्य रक्षणम्‌ ॥ 





4 अभिपूजितलामांस्तु जुगुप्सेतैत सर्वज्ञः | 
अभिपूजितलाभैश्व यतिमुक्तोशपि ददष्यते ॥ 
(मचु० ६ । ५८ ) 





न्य 


नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ EE 
कामेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा 
इष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वस्रपूतं जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं सनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावसन्येत कचन | 
न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌॥ 
छुध्यन्तं न प्रतिकुध्येदाकुष्टः कुशल वदेत्‌ । 
सक्षद्वारावकीर्णा च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः | 
आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ 
( मनु० ६ । ४४-४९ ) 
“मिट्ठीका सकोरा आदि मिक्षाके पात्र, रहनेके लिये वृक्ष- 
की जड़) जीर्ण ( कोपीन-कन्था आदि ) वस्त्र, अकेला रहना 
और सबमें समान दृष्टि रखना-ये सर्वसङ्ग-परित्यागी संन्यासी- 
के लक्षण हैं | संन्यासी न तो मरनेकी इच्छा करे और न 
जीनेकी ही अभिलाषा करे; किंतु जेसे सेवक वेतन पानेके 
लिये नियत समयकी प्रतीक्षा करता है, वैसे ही संन्बासी , 
मरणकालकी प्रतीक्षा करे । मार्गको देखकर पेर रखे, बल्ने 
छानकर जल पीये, सत्यसे पवित्र वचन बोले और पवित्र | 
मनसे सब कार्य करे | दूसरेके कटुवचन सह ले, परंतु कितीक 
अपमान न करे और इस क्षणभङ्कुर देहका आश्रय लेकर 
किसीके साथ बैर न करे | दूसरेके क्रोध करनेपर उसपर क्रोध 
न करे | कोई अपनी निन्दा करे, तो मी उससे मीठे वचन ' 
बोळे और कान) त्वचा) नेत्र, जिद्धा, नासिका, मन और 
बुद्धि इन सात द्वारोंसे णहीत हुए विषयोंकी चर्चा न करें 
फ्याकि यह यतिके लिये असत्यमाषणके तुल्य है । वह सदा 
अध्यात्मचिन्तनके परायण रहे । पद्मासन, स्वस्तिकासन या 
सिद्धासनसे बैठे; सव विप्रयोंसे उदासीन रहे, मांसाहार कमी 
न करे और मोक्षसुखका अभिलाषी होकर केबल आत्म-सहाय 
स हा यानी अकेला ही इस संसारमै विचरण करे ।? 
इन्द्रियाणां निरोधेन रारह्वेषक्षयेण च। 
अहिंसया च भूतानामस्तत्वाय कल्पते ॥ 
( मबु० ६ । ६० ) 
“इन्द्रियोंकी वशमै करनेसे, राग-्वेषके नाशे 


| प्राणियोंकी अहिंसासे संन्यासी 
बाग जाता है |? हिंसासे संन्यासी अमृतत्व- मीक्ष 


अदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्एहः । 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च झाखतम्‌ ॥ 


` ॐ मानवता और वणीथमधम * ३६१ 





पप्या 
“जब मनुष्य मनके मावसे सम्पूर्ण विषर्योमै निःस्पृद ह 
जाता है, तब उसे इस संसारमै और मरनेपर परलोकमे भी 
नित्य सुख प्राप्त होता है ।? 
अनेन विधिना सर्वास्त्यकत्वा सङ्गान्छनैः दाने; । 
सर्वह्वन्द्नविनिमुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ 
( मनु० ६। ८१ ) 
“इस प्रकारसे संन्यासी शमैः-ानेः समस्त सल्नोंका 
त्याग करके मान-अपमान, राग-द्वेप) सर्दी-गरमी) सुख-दुःख 
आदि सभी दृन्द्वोसे मुक्त हो जाता है ओर परत्रह्म परमात्मामे 
ही मलीमाँति स्थित हो जाता है ।? 


अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः। 
ख विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
( मनु० ६। ८५) 
इस क्रमयोगसे जो द्विज संन्यास ग्रहण करता है, वह 
यहाँ सब पापाँसे रहित होकर परखह्मको प्राप्त कर लेता है ।' 
इस प्रकार ऊपर चारों आश्रमोंके धर्मोका संक्षेप दिग्दर्शन 
कराया गया । मनुजी कहते हैं-- 
सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेविताः । 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
( मन्नु ६। ८८) 
“शास्रविधिसे क्रमपूर्वक सेबन करनेपर ये चारों 
आश्रम यथोचित रीतिसे पालन करनेवाले ब्राह्मणको परम 
गतितक पहुँचा देते हैं ।: 
अब ब्राह्मण) क्षत्रिय) वैश्य और शूद्व--इन चारों वर्णों- 
के धर्मोको संक्षेपसे बतलाया जाता है । 
श्रीमनुजीने कहा है-- 
सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स॒ महाद्युतिः । 
सुखबाहूरुपञ्ानां पृथक कर्माण्यकल्पयत्‌ ॥ 
( मनु० १।८७) 
“उन महातेजस्वी परमात्माने इस सब सृष्टिकी रक्षाके 
लिये अपने मुख, बाहु, जङ्घा और चरणोंसे उत्पन्न चारों 
वर्णोके लिये अलग-अलग कमोंका निर्माण किया ।? 
इनकी उतपत्तिका वर्णन श्रुतिमे इस प्रकार किया गया है-- 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्‌ बाहू रजन्यः कृतः 
ऊरू तउ्स्य यद्देश्यः पद्भ्या«शूदी अजायत ॥ 
( यजुवँद ३१ । ११ ) 
मा० अं० ४६-- 

















“उन परमात्माके मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, जङ्घासे 

वेशय और चरणोंसे शूद्र उत्पन्न हुआ 0 
ब्राह्मणके धमे 

ब्राह्मणके लिये दिल और उञ्छवृत्ति सबसे श्रेष्ठ है । 
ऐसा ब्राह्मण ऋषिके तुल्य है । जब किसान अनाज काटकर 
खलिहानसे उसे घरपर ले आता है; उसके बाद उस खेतमै 
वर्षासे स्वाभाविक ही जो भी धान्य आदि उसन्न होता दै, 
उसे लेकर जीवन-निर्वाह करना अथवा खेत या खलिहान- 
मं गिरे हए धान्य आदिके दानोंको बीनकर उनसे निर्वाह 
करना “शिळ? वृत्ति है । एवं नगरमे अनाज आदिके क्रय- 
बिक्रयक्रे समय जो अनाजके दाने नीचे भूमिर गिरे रहते हैं 
उनको बीनकर उनसे निर्वाह करना “उञ्छ? इत्ति है; इसे 
“कपोत-बृत्ति! भी कहते हैं । इन दोनों--शिछ और उञ्छको 
“ऋत” कहा गया है | 

इसके सिवा ब्राह्मणके लिये जीविकाकी साधारण डूसि 
इस प्रकार बतलायी गयी है--- 


अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 
( मनु० १ । ८८) 


“पढ़ना, पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना 
और दान लेना--ये छः कर्म ब्राह्मणके लिये रचे गये हैं |? 


इनमे यज्ञ करना, दान देना और बिद्या पढ्ना-ये 
तीन तो धर्म-पालनके लिये हैं और यज्ञ कराना) दान लेना 
और विद्या पढाना- थे तीन आजीविकाके लिये ।# 

उपर्युक्त छहों कमोंका निष्कामभावसे पालन करनेपर 
ब्राह्मणका कल्याण हो जाता है । इनमें जो दानवृत्ति दै, वह 
बिना मागे अपने-आप यदि दान प्राप्त हो जाय तो “अमृत? के 
समान है और दान माँगकर उससे निर्वाह करना “मृतः है, 
अतः निन्दनीय है । 


यदि ब्राझणका ब्राह्मणके कर्मोसे निर्वाह न हो तो 


# श्रीमनुजीने कहा है 
षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच प्रतिम्रहः ॥ 
( मचु० १०। ७६ ) 
“पटकार्योर्में पढाना, यश कराना और विशुद्ध दिजातियोंसे 
दान अहण करता--ये तीनों आझणकी जीविंकाके कमे हँ 


- ३६२ 








आपत्तिकालमें ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्यकी वृत्तिसे अपना 
निर्वाह कर सकता है । श्रीमनुजीने कहा है-- 
अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मण: स्वेन कर्मणा। 
जीवेत्‌ क्षत्रियधर्मेण स ह्यास्य प्रत्यनन्तरः ॥ 
उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्‌ भवेत्‌ । 
कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्‌ वैश्यस्य जीविकाम्‌ ॥ 
( मनु० १०। ८१-८२) 
“यदि ब्राह्मण अपनी जीविकासे जीवन-निर्वाह करनेमे 
असमर्थ हो तो क्षत्रियकी इत्तिसे जीविका करे; क्योंकि यह 
उसके निकटका वर्ण है । एबं यदि ब्राह्मणवृत्ति और क्षत्रिय- 
वृत्ति--दोनोसे भी ब्राह्मणको जीविका चलानेमे कठिनता हो 
तो वह खेती, गोरक्षा, वाणिज्य आदि वैश्यकी जीविकासे 
निर्वाह करे ।? 
किंतु ब्राह्मणको झूद्रकी वृत्तिका अवलम्बन आपत्तिकालमें 
भी नहीं करना चाहिये | श्रीमनुजीने ब्राह्मणके लिये ऋत 
आदिकी व्याख्या करते हुए कहा है-- 
ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रश्ृतेन वा। 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्या कदाचन ॥ 
ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌ । 
सृतं तु याचितं भेक्षं प्रतं क्षणं स्मृतम्‌ ॥ 
सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीज्यते । 
सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ 
( मनु० ४ । ४-६ ) 
“राह्मण ऋत, अमृत) मृत) प्रमृत या सत्यानतसे 
अपना जीवन ब्रिताये, परंतु श्ववृत्ति अर्थात्‌ सेवावृत्ति न करे। 
उञ्छ और शिळको “ऋत? जानना चाहिये। बिना मागे मिला 
हुआ “अमृत? है । मागी हुई भिक्षा “मृत! कहलाती है तथा 
खेतीको 'प्रमृत? कहते हैं । बाणिज्यको 'सत्यानृत? कहते 
हैं, उससे मी जीविका चलायी जा सकती है; किंतु सेवाको श्रवृत्ति 
कहा गया दै, इसल्यि उसका त्याग कर देना चाहिये |? 


क्षत्रियके धर्म 
श्रीमनुजीने संक्षेपरमें क्षतरियके कर्तव्य-कर्म इस प्रकार 
बतलाये हैं 


प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः॥ 
(मनु० १ । ८९ ) 


* ` जाकी रक्षा करना, दान देना, यश करना, पढ़ना 


` की जीविकाके कर्म हैं 


% मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





५ 


गये हैं ।? 

भगवानले गीतामें क्षत्रियके कर्मोका वर्णन यों किया है-... 

शोरयं तेजो छतिदाक्ष्य॑ युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्स स्वभावजम्‌ ॥ 

( गीता १८ । ४३ ) 

“शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्धमें न भागना, 
दान देना और स्वामिमाव-ये सव-के-सव ही क्षत्रियके स्वाभाविक 
कर्म हैं |? 

यदि क्षत्रियका क्षत्रियके कर्मसे निर्वाह न हो तो 
आपत्तिकाल्में वह वैश्यकी वृत्तिसे अपना जीवन-निर्वाह करे] 
श्रीमनुस्मृतिमे आया है-- 


जीवेदेतेन राजन्यः सर्त्रेणाप्यनयं गतः। 
न त्वेव ज्यायसीं घृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित्‌ ॥ 
( मनु० १०।९५) 


“आपत्तिग्रस्त क्षत्रिय सभी पदार्थोके क्रय-विक्रयरूप पूर्वोक्त 
वेश्यदत्तिसे जीविका चला सकता है} किंतु आपत्तिकालमें मी 
्राझणकी जीविकाकी अभिलाषा कभी न करे |? 

वेश्यके धर्म 

श्रीमनुजी कहते हैं--- 

पश्चूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। 

वणिक्पथं कुसीदं च वैदयस्य कृषिमेव च ॥ 

( मनु० १। ९०) 

'पशुओंकी रक्षा; दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार 
तथा ब्याज और खेती-ये सब कर्म वैदयके लिये बताये 
गये हैं |? 

गीतामें वेश्यका कर्म बतलाते हुए भगवानूने कहा है-- 

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्य॑ वैश्यकर्म स्वभावजस्‌ । 

( गीता १८ । ४४ का पूर्वार्ष ) 


~ “लेती, गोपालन और क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार 
ये बेश्यके स्वाभाविक कर्म हैं |? 


अतः इनमें खेती करना, पवित्र पद/थौका क्रयः िक्रयरूप 
व्यापार करना, गो, मैंस, बकरी, भेड़ आदि पशुओंका पालन 
करना एवं ब्यापारमें या बिना व्यापार ब्याज लेना--ये वैश्य- 
। इनमेंसे केवल ब्याजपर निर्भर रडून 


शक  V७VअVअ७ ७ VO < 
और विषयोमै अनासक्ति--ये संक्षेपमें क्षत्रियके कर्म बते 


~ 





>>> 


ll 


# मानवता और वणीध्रमर्धा # - 





निन्दनीय है । यदि वैश्यका अपनी वेश्यइत्तिसे काम न चले 
तो वह आपत्तिकालमे शिल्प आदिका काम कर सकता है 
अथवा ` झूद्रवृत्तिका अवलम्बन लेकर--सेवा करके मी 
निर्वाह कर सकता है । 

श्रीमनुजीने कहा है-- 

वैश्योडजीवन्‌ स्वघर्मेण शूद्रवृत्यापि वतंयेत्‌ । 

अनाचरन्नकार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान्‌ ॥ 

( मनु० १० । ९८) 

“वैश्य अपने धर्मसे जीविका करनेमे असमर्थ हो तो वह 
न करनेयोग्य कर्मोको छोड़कर शूद्रकी डृत्तिसे भी निर्वाह कर 
सकता है, परंतु समर्थ दो नेपर झूद्रबृत्तिको छोड़ दे ।? 

उपर्युक्त तीनों वर्णोके कमोंमे वेदाभ्यास ब्राह्मणके लिये 
और प्रजाका पालन क्षत्रियके लिये एवं व्यापार-कर्म वे श्यके लिये 
श्रेष्ठ हे; किंतु यज्ञ करना, दान देना और वेदाध्ययन- यै 
क्षत्रिय और वैश्यके लिये भी विहित हैं । इनका निष्काम- 
भावसे पालन करके मनुष्य सब पापाँसे मुक्त हो परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है । भगवानने गीतामे कहा है-- 

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । 

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतसुत्तमम्‌ ॥ 

( गीता १८ । ५-६ ) 

ध्यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं 
हैं, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है; क्योंकि यज्ञ, दान और 
तप--े तीनों ही कर्म विवेकी पुरुषोंकों पवित्र करनेवाले हैं । 
इसलिये हे पार्थ ! इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मौको तथा 
और भी सम्पूर्ण कर्तन्यकमोंको आसक्ति और फलोका त्याग 
करके अवश्य करना चाहिये । यह मेरा निश्चय किया हुआ 
उत्तम मत है |? 





शु्रके धर्म 
श्रीमनुस्मृतिमे आया है-- 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌ 
एतेषामेव वणौनां शुश्रुषामनसूपया ॥ 
( मनु० १ । ९१) 
क वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌ । 


बातीकप्रव वैद्यस्य विशिष्टानि खकमंसु ॥ 
( मुः १० । ८०) 





३६३ 











प्रभुने शूद्धको एक ही कर्म करनेका आदेश दिया है 
कि वह इन चारों वर्णोकी ईप्योरहित होकर सेवा करे |? 
गीतामें मगवानने भी कहा है-- 
परिचयीत्मकं कर्म शाद्रस्यापि खभावजस्‌ । 
( गीता १८ । ४४ उत्तराध ) 
“सब वर्णोंकी सेवा करना शूद्रका भी स्वाभाविक कर्म है |? 
अतः शूद्रके लिये सव वर्णोकी सेवा करना यह एक 
ही आजीविकाका कर्म दै । आपत्तिकालमे वह शिल्पवृत्िसे 
निर्वाह कर सकता है । 
श्रीमनुजीने कहा है-- 
अशक्नुवंस्तु शुश्रूषां शूद्रः कतुं द्विजन्मनाम्‌। 
पुत्रदारात्ययं ग्रासो जीवेत्‌ कार्ककर्मंभिः ॥ 
( मनु० १० । ९९ ) 
“जो शूद्र द्विजातियोंक्री सेवा करनेमें असमर्थ. हो और 
जिसके स्री-पुत्र क्षुधासे पीड़ित हों; वह कारीगरीसे जीविका 
चला सकता है |? 
किंतु वह आपत्तिकालमें भी ब्राह्मणका कर्म कभी न करे | 
इस प्रकार ऊपर चारों वर्णोके धर्मोका संक्षेपमे दिग्दर्शन 
कराया गया । इनके सिवा वर्णधर्मकी अन्य बातें समूह- 
खूपसे गहस्थाश्रम-धर्मके वर्णनमें पहले बतलायी जा चुकी हैं । 


इस वर्ण बिमागके बिना तो किसी मनुष्यका भी कार्य 
नहीं चळ सकता । पहले समूची प्रश्वीपर ही इसका प्रचार 
था । अब भी भारतवर्षम तो यह प्रचलित है ही, भारत- 
वर्षके सिवा यूरोप, अमेरिका आदि देशोंमे भी यह प्रकारान्तर- 
से प्रचलित है । भेद इतना ही दै कि यहाँ जन्म और कर्म 
दोनोंसे वर्ण माना जाता है और वहाँ केवळ कर्मकी ही 
प्रधानता है । जैसे मौलबी, पादरी, अध्यापक, व्याख्यानदाता 
आदि जो कार्य करते हैं, वह एक प्रकारसे ब्राह्मणका ही काम 
है । सैनिक, योद्धा, शासक, रक्षक और न्यायकर्ता 
आदि क्षत्रियका ही काम करते हैं । व्यापारी, किसान) पञ्चः 
रक्षक आदि वैश्यका ही काम करते हैं । एवं श्रमिक) सेवक) 
शिल्पी ( कारीगर ) आदि झट्का ही काम करते हैं | इस 
प्रकार ये चार विभाग विदेशोंमे भी हैं; पर हैं कमसे | इस 
विमागके विना तो किसी भी देशका कार्य नहीं चल सकता । 
किंतु शास्त्रोमे जन्म और कर्म दोनोंसे ही वर्णविभाग माना 
गया है और उसीमे सबका परम हित है । यदि जातिका 





३६४ 








ब्राह्मण है और उसके आचरण शूद्रके-से हैं तो वह ब्राह्मण 
वास्तवमें ब्राह्मण नहीं है। इसी प्रकार जातिका तो शूद्र है, किंतु 
आचरण ब्राह्मणके-जेसे हैं तो वह शूद्र शूद्र नहीं है । महा- 
भारतमै सर्परूपधारी नहुपके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए महाराज 
युधिष्ठिरने कहा है-- 
शूद्रे तु यद्‌ भवेल्लक्ष्म द्विजे तच न विद्यते । 
न चे झूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ 
यत्रैतल्लक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः । 
यत्रेतन्न भवेत्‌ सपं तं शूद्रमिति निदिशेत्‌ ॥ 
( महा० वन० १८० । २५-२६ ) 
“सर्प | यदि द्मे उपर्युक्त सत्य आदि ब्राह्मणोचित 
लक्षण हैं और ब्राह्मणमें नहीँ है तो वह शूद्र शूद्र नहीं है 
और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है । सर्प ! जिसमें ये 
सत्य आदि लक्षण विद्यमान हाँ, वह ब्राह्मण माना गया है और 
जिसमें इन लक्षणोंक्रा अभाव हो; उसे शूद्र कहना चाहिये ।? 
महाराज युधिष्टिरने यक्षके प्रश्‍नका उत्तर देते हुए भी 
यही कहा है--- 
चतुर्वेदोऽपि दुर्वेत्त स॒शूद्धादतिरिच्यते । 
योऽग्निहोत्रपरो दान्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 
( महा० वन० ३१३ । १११ ) 
“चारों बेद पढ़ा होनेपर भी जो दुराचारी है, वह शूद्रसे 
भी बढ़कर नीचा दै | जो नित्य अम्निदोत्रमे तत्र और 
जितेन्द्रिय है; वही ब्राह्मण कहा जाता है |? 


आत्माके उद्धारमै तो आचरण प्रधान है और संसारकी 
सामाजिक और व्यावहारिक सुव्यवस्थामे जाति प्रधान है। 
उदाहरणके ल्यि यदि घरमै बिवाह, यज्ञ या श्राद्ध आदि कराना 
है अथवा देव या पिठूकर्ममें ब्राह्मणभोजन कराना है तो 
उसमें जातिसे ब्राह्मणकी ही प्रधानता है; क्योंकि उसके लिये 
ब्राह्मणको ही बुलाना उचित है, शूद्रको नहीं । 

अतः शास्रोमे बताये हुए, अपने-अपने धर्मका पालन 
करना चाहिये? इसीमें सबका परम हित और कल्याण है। 
भीमनुजीने कहा है 

वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः खनुष्ठितः । 

परधर्मेण जीवन्‌ हि सद्यः पतति जातितः ॥ 

( मनु० १०। ९७ ) 
“अपना धर्म गुणरहित हो, तो भी श्रेष्ठ हे और परधर्म 








“द्वारा जो कुछ भी यज्ञ, 


% मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





तत ०000 1111 - 
अच्छी प्रकार अनुष्ठान किया हुआ भी श्रेष्ठ नहीं है; क्योंकि 
परधर्मसे जीवन बितानेवाला मनुष्य तुरंत अपनी जातिसे 
पतित हो जाता है ।? 
गीतामै भगवानने भी कहा है-- 





श्रेयान्‌ खधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वचुष्टितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो अयावहः ॥ 
(गीता ३ । ३५) 
“अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मकी 
अपेक्षा गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है । अपने 
धर्मके पालनमे तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका 
धर्म भयको देनेवाला है ।? 
खधर्मपालनका महत्व. और फल भगवानने यों 
बतलाया है-- 
स्वे स्वे कमंण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( गीता १८ । ४५-४६ ) 


“अपने-अपने स्वाभाविक कमोँमे तत्परतासे लगा हुआ 
मनुष्य भगवत्प्राप्तिरूप परम सिद्धिको प्रास हो जाता है । 
अपने स्वाभाविक कमोमे लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे 
कर्म करके परम सिद्धिको प्राप्त होता है, उस विधिको सुनो । 
जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है; उस परमेश्वरकी अपने 
स्वाभाविक कमोंद्वारा पूजा ( सेवा) करके मनुष्य परम 
सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ।? 


अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ इस जगत्‌की उत्पत्ति- 
स्थिति-संहार करनेवाले, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सबके 
प्रेरक, सबके आत्मा; सर्वान्तर्यामी और सबमें व्यापक हैं, यह 
चारा जगत्‌ उन्हींकी रचना है और वे स्वयं ही अपनी 
योगमायासे जगतूके रूपमै प्रकट हुए हैं; अतः यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
भगवानका है तथा मेरे शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा मेरे 
दान आदि खवर्णाश्रमोचित कर्म किये 
मगवाचके हैं और मैं स्वयं भी भगवानका 
क्योंकि समस्त देवताओंके एवं 
कारण वे ही समस्त कर्मोके भोक्ता 
मकार परम श्रद्धा-विश्वासके साथ 


जाते हैं, वे सत्र भी 
हु रेसा समझना चाहिये; 
अन्य प्राणियोंके आत्मा होनेके 
हैं (गीता ५ । २९) इस 


१ 


की 





% संसारमे जन्म लेकर क्या किया? * 


ताय 





३६५ 





समस्त कर्मोंमे ममता; आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके 
मगवानके आज्ञानुसार उन्हींकी प्रसन्नताके लिये अपने 
स्वाभाविक कर्मोके द्वारा जो समस्त जगतूका आदरसत्कार 
और सेवा करता है अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंको सुख पहुँचानेके 
लिये उनके हितमें रत हुआ उपर्युक्त प्रकारसे स्वार्थत्याग- 
पूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करता है, वह मनुष्य परम 
सिद्धिको प्राप्त हो जाता है । 


इन इलोकॉमें (नर और “मानव? शब्द देकर [भगवानूने 
यह व्यक्त किया है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी 
वर्ण या आश्रममै क्‍यों न हो, अपने कर्मेसि भगवानकी पूजा 
करके परम सिद्धिरूप परमात्माको प्राप्त कर सकता है; 
परमात्माको प्राप्त करनेमें सभी मनुष्योंका समान अधिकार है । 
अपने अध्ययनाष्यापन आदि कर्माको उपर्युक्त प्रकारसे 
भगवानके समर्पण करके उनके द्वारा भगवानूकी पूजा 
करनेवाला ब्राह्मण जिस पदको प्राप्त होता है, अपने प्रजा- 
पालनादि कमाँके द्वार भगवानकी पूजा करनेवाला क्षत्रिय 
भी उसी पदको प्राप्त होता है; उसी प्रकार अपने वाणिज्य, 
गोरक्षा आदि कर्मोद्वारा भगवानकी पूजा करनेवाला वेश्य 
तथा अपने सेवा-सम्वन्धी कर्मोद्वारा भगवानकी पूजा करने- 
वाला शूद्र भी उसी परमपदक प्राप्त होता है । यही 


बात आश्रमधर्मके सम्बन्धमे समझ लेनी चाहिये । 

अतएव कर्मबन्धनसे छूटकर परमात्माको प्राप्त करनेका? 
जो मानव-जीवनका चरम उद्देश्य और लक्ष्य दै यह 
बहुत ही सुगम मार्ग है । इसलिये मनुष्यको उपर्युक्त निष्काम- 
भावसे तत्परतापूर्वक अपने धर्मका पालन करना चाहिये; 
भारी आपत्ति पड़नेपर भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये । 
मद्दामारतमे बतलाया भी है-- 

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
घर्ई॑त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः। 
नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
( स्तरगौरोद्दण० ५ । ६३ ) 

“मनुष्यको किसी भी समय कामसे, भयसे, लोभसे या 
जीवनरक्षाके ल्यि भी धर्मका त्याग नहीँ करना चाहिये; 
क्योंकि धर्म नित्य है और सुख-दुःख अनित्य हैं तथा जीव 
नित्य है और जीवनका हेतु अनित्य हद ।? 

इसलिये मरण-संकट उपस्थित दोनेपर भी मनुष्यको 
चाहिये कि वह हँसते-हँसते मृत्युको स्वीकार कर ले, पर ख- 
धर्मका त्याग किसी भी द्वाल्तमें न करे । इसीमें मनुष्यका 
सत्र प्रकारसे कल्याण दै । 


णणा“<>०-<>९४९-ाणा 


IATA 


क्ट 
+ 
4 


STR 


शन दिन आराम 


संसारमै जन्म लेकर क्या किया ? 


जगमै कहा कियो तुम आय ! 

खान जैसो पेट भरि के? सोयो जन्म 
पहर पिछले नाहि जागो? कियो ना सुभ कमे । 
आन मारग जाय लागो? लियो ना शुरु-धमे ॥ 
जप न कीयो तप न साधो” दियो ना तै 
बहुत उरझो मोहःमदमेश आपु काया 
देह घर है मौतका रेश आन 
एक छिन नहि रहन पावे, कहा कसो 
ना, काठे जो तेरी आव । 
चरनदास कहे सुन सहजिया' करो भजन 


शबाय ॥ 


दान । 
मान ॥ 
तोय । 
होय ॥ 


> 
काढे 


उपाव ॥ 


--सहजोबाई 


> 


३६६ 








मानवताके कुछ लक्षण 


* मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका % 





( संय्रहकती--स्वामी श्रीपारसनाथजी सरस्वती ) 


मानवतामें दान 
“हे मानव ! तू इस संसारम सौ हार्थोसे धन-संचय कर ! 
परंतु, उस धनको सानक-कल्याणकारी कामोमे हजार 
हाथोंसे दान देता जा ! धनोपार्जनका यही महत्त्व है । दान 
दिया हुआ वही धन प्रारब्ध बनकर दूसरे जन्मभे मनुष्य- 
को प्राप्त हुआ करता है । दानीको मानवता सहजहीमें 
प्राप्त हो जाती है ।? ( अथर्ववेद ३ । २४। ५ ) 


०७ (७ नहीं 

मानवधमंमें अधम नहीं 
लोग धर्मकी परवा न कर गुप्तरूपमें अन्याय, 
शोषण; रिश्वत और अनीतिके अदृश्य मार्गोको अपनाकर 
धनोपाज॑नमें जुटे रहते हैं | उन्हें अधर्मका भय नहीं है। 
उनको यह भी ज्ञान नहीं कि तुम्हारा यह अधर्म किसी दिन 
तुम्हारा ही नाश कर देगा | पापसे कमाया घन तुम्हारा 
कमी साथ न देगा । इस प्रकार लोग मानवधर्म? से दूर 

हो जाते हैं और “दानवधर्म” में दीक्षित हो जाते हैं |? 

( मनुस्मृति ४ । १७२) 


मानवताकी महिमा 
“रामराज्य? में ही मानवताका पूर्ण विकास हुआ था । 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने संसारमै मानवता 
लानेका सफल उद्योग किया था | फिर--मानवताके प्रकारासे 
क्या हुआ, उसका बर्णन गोस्वामीजीने रामचरितमानसमें 
इस प्रकार किया है-- 
बैर न कर काहू सन कोई । राम प्रताप बिएमता खोई ॥ 
दैहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज नहिं काहुहि ब्यापा ॥ 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती । चरहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥ 
रोग मुत्यु नहिं कवनिहुँ पौरा । सब सुंदर सब निरुज सरीरा ॥ 
छ ( गोखामी तुलसीदासजी ) 
रामराज्य जसी मानवता 

“रामराज्यमें ही सच्ची मानवता ( मर्यादा-अनुशासन-सेवा 

और त्याग ) का वह रूप प्रकट हुआ था, जिसे अब कल्पना 
कहकर टाला जा रहा है । परंतु वह इतना यथार्थ और 
प्रभावशाली है कि उसे पुनः छानेके लिये मैंने अपने जीवन- 
की बाजी लगा दी है।? ( महात्मा गाँवी ) 


मानवता ही विनाश रोक सकती है 


£तुतीय महामारतद्वारा विश्वसंहारकी चिन्ता सबको 


है, परंतु इस साइंसवाले विनाशकारी वायुमण्डलद्वारा 
“अमन और इनसाफ” का वायुमण्डल कैसे लाया जा सकता 
है १ साइंसने आजके आदमीको “मानव न बनाकर दानव? 
बना दिया है | दानव दौड़ता है एक दूसरेको कच्चा खा 
जानेके लिये ओर मानव दौड्ता है अपना प्राण देकर भी 
दूसरेकी रक्षा करनेके लिये । संसारने अभी (सत्य शिवं 
सुन्दरम? को पहचाना ही नहीं है । पहचाननेके लिये-- 
मानवीय धर्म लानेके लिये--आध्यात्मिक विद्याका सहारा 
लेना अनिवार्य है । नहीं तो, विश्वका महाप्रलय समझिये |? 
( महात्मा विनोबा भावे ) 

मानवताका दिवाला 
आजकी राजनीतिने मानवताका दिवाला निकाल 
दिया है | बड़े-बड़े अधिकार अधार्मिक लोगोके हाथोंमें 
जा पहुँचे हैं । नये-नये कानून वनानेकी क्या आवश्यकता ! 
जब हमारे पुराने कानूनी ग्रन्थ मौजूद हैं ! आधुनिक विधानों- 
से नहीं, प्राचीन विधानोंति ही भारतमें मानव-धर्म प्रकट 
हो सकता है |? ( काका काडेलकर ) 

आध्यात्मिकतासे मानवता 

'केबळ साइंससे आदमी राक्षस बन जायगा और वह 
आपसमें ही कट मरेगा । अगर साइंसको आध्यात्मिकतासे 
मिलाकर काम किया जायगा तो आदमी अवश्य मानवता 
मास कर सकता है, जैसा कि भारतकी प्राचीन संस्कृतिमै 
हुआ था |? ( पं० जवाहरलाल नेहरू ) 

मानवताका अभ्यास 
“जो लोग केवल देवी सम्प्रदायवाछोमें ही नहीं, आसुरी 

सम्परदायवालोमै भी आत्माका दर्शन करते है. ३ | 

धर्मके अम्यासी माने जा सकते हैं । छ रा माग 
2 0 इसी कारण महामानव 
श्रीराम पा अनेक बार रावणकी प्रशंसा की थी। 
निन्दा, घृणा और ईर्षा त्यागनेसे ही मानवता प्रकट होती है।? 
( श्रीमाधवराव गोळवळकर ( गुरुजी ) 

मानवताकी उदारता 
“स्वनामधन्य भारतेन बाः 
और दानवीर ये कि ए. ब्‌ ह जा इतने क 
रहे । जो पत्र आते केटक लिये भी पैसे पास न 


? उनका उत्तर सादा लिफ़ाफामें रखकर 
और पता लिखकर मेजपर रखते जाते थे | एक दिन एक 


मित्र मिलने आये तो बस्वृस्थिति ताड गये । नौकरको पाँच 


“es 


~ 


% मानवताके कुछ लक्षण # 


३६७ 


ल 








रूपयेका एक नोट दिया और टिकट मँगाये । मित्रने अपने 
हाथसे. टिकट लगाये और नौकरद्वारा पोस्टआफिस भिजवा 
दिये । उसके बाद जब वे मित्र आते थे--भारतेन्दुजी उनः 
की जेबमे पाँचका नोट जबरदस्ती डाल देते थे | एक दिन 
मित्रने कहा-- “इसका मतलव यह है कि में आया ही न 
करूँ ११ तब बाबूसाहवने हँसकर उत्तर दिया--“आपने ऐसे 
समयमै वह पाँचका नोट मुझे कर्ज दिया था कि यदि में 
रोजाना एक पाँचका नोट आपको दूँ तो भी सालभर बाद 
मेरी मानवता मुझसे कहेगी कि “अब भी तुझपर उक्त मित्रका 
पाँच रुपया कर्ज बाकी है !? ( भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र ) 
मानवताळी सस्ता 

एक दिन अमेरिकाके राष्ट्रपति जाज वाशिंगटन घोड़ेपर 
चढ़कर शामको हवाखोरीके लिये बाहर निकले | एक जगह 
सड़कपर देखा कि कुछ मजदूर एक भारी लट्टा छतपर 
चढ़ाना चाहते थे । यदि एक आदमी और हाथ लगाता तो 
लट्टा आसानीसे चढ जाता । जमादार खड़ा-खड़ा उन 
मजदूरोंको साहस दे रहा था । राष्ट्रपतिने जमादारसे कहा. 
तुम हाथ क्यो नहीं लगा देते १? जमादारने लाळपीली 
आँखें निकालकर जवाब दिया--“में जमादार हूँ । मेरा काम 
है मजदूरोसे काम लेना न कि खुद हाथ लगाना | 


“अच्छा, यह बात है १? कहकर राष्ट्रपति घोड़ेसे कूद 
पड़े और लह्ेमे भरपूर शक्तिके साथ दोनों हाथ लगा दिये । 
लट्टा ऊपर पहुँच गया । तब राष्ट्रपतिने जमादारसे कहा-- 
“सलाम जमादार साहब ! यदि फिर कभी किसी खेमे हाथ 
लगानेके लिये एक आदमीकी जरूरत पड़े तो मुझे बुला 
लेना । मेरा नाम “जार्ज वाशिंगटन” है !?” यह सुनते ही 
जमादार दौड़ा और राष्ट्रपतिके चरणोंपर गिरकर रोने लगा । 
जब उसने क्षमा माँगी, तव राष्ट्रपतिने कहा--*तुम गरूर- 
का अभ्यास कर रहे हो और मैं नम्रतामें मानवताका दर्शन 
कर रहा हूँ । इस शर्तपर क्षमा किया कि भविप्यमें कभी 
मानवताका निरादर न होने पाये ।? 


मानव॒ताकी सभ्यता 


८फ्रांसका राजा हेनरी चतुर्थ, पेरिस नगरमें अपने एक अज्ञ- 
रक्षकके साथ कहीं जा रहा था । मार्गमै एक मिक्षुकने 
अपनी टोपी उतारकर राजाको सलाम किया । जवाबमै 
राजाने भी अपनी टोपी उतारकर उस मिखारीको सलाम 
किया । अङ्गरक्षकने कहा--सम्राद ! एक मिखारीको 
आप इस प्रकार सलाम करेँ--क्या यइ उचित दै १? सम्राटने 


उत्तर दिया--ध्यदि मैं इस प्रकार सलाम न करता तो मेरी 
मानवता मुझसे कहती कि फ्रांसका बादशाह एक भिखारीके 
समान भी सभ्य नहीं !?? ( सम्राट देनरी चतुर्थ ) 


सानवताका निर्माण 


“मानवताके निर्माणके लिये हमारी विचार-चेतनाको 
वह दिशा लेनी होगी, जहाँ अनुभव और प्रयोगका मुल्य 
प्रधान हो । जब तन-मनःबुद्धि और प्राणपर मानवताका 
नियन्त्रण हो जायगा तभी राष्ट्रका निर्माण हो सकेगा । अतः 
राष्ट्रनिर्माणके पहले मानवताका निर्माण आवश्यक है |? 

( डा० ऐेक्सी कारेल ) 


मानवताहीन मनुष्य 


धमानवताहवीन मनुष्यके लिये यह कभी नहीं कहा जा 
सकता कि वह अपना स्वामी है । वह सागरकी एक लहरकी 
तरह है या उड़ते हुए, उस पंखकी तरह है जिसे हर झोका 
इधरसे उधर उड़ा देता है ।? ( जॉन फास्टर ) 

इन्सानियत ( मानवता ) की हत्या 

८परमात्माने जब आदमीको दुनियामें भेजा) तब उसके 
दोनों हार्थोगे एक-एक घडा थमा दिया था । एक घडेमै 
सत्य भरा था, जो मानवताका निर्माणकारी है । दूसरे घडेमे 
सुख मरा था, जो विषयवासनाका निर्माण करता है | परमात्मा- 
ने कहा था, तुम जगतूमें जा रहे हो, जहाँ शैतान ( अज्ञान ) 
और माया ( अविद्या ) का राज्य है । प्राण देकर भी सत्य- 
की रक्षा करना और सुखको सदैव खर्च करते रहना । यह मत 
भूलना कि तुम्हारे दाहिने हाथमें सत्यका घडा है और बाये 
हाथमे सुखका घड़ा है | 


«थके-माँदे इन्सानको एक पेड़की छायामै बैठनेसे नींद 
आ गयी । शैतान तो आदमीको भुलानेकी ताकर्मे सदा साव- 
धान रहता ही है | उसने दाएँ हाथका घडा बार्ये तरफ 
और बायें तरफका घड़ा दाहिनी ओर रख दिया । 


«परिणाम यह हुआ कि ढुनियामै आकर इन्सान सुखकी 
रक्षा जी-जानसे करने लगा । इस प्रकार कामिनी-काञ्चन- 
कीतिद्वारा “दानवता” का प्रचार होने लगा । साथ ही वह 
सत्यको बेरहमीके साथ फेंकने लगा; अतः मानबताका नामो- 
निशान मिट गया | तबसे कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ 
जो आदमीसे कहता कि दानवता छोड़ और मानवता धारण 


कर | इसी कारण प्रलयके बादल आकाशमै गरज उठे हैं|? 
( खलील जित्रान ) 


= टन्पप्यायपकदऊनन्नन 





३६८ 


€ 
% मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








नरराक्षस 
ये मनुष्य-वेशधारी राक्षस--दो पैर, दो हाथ, दो 
कान) दो नेत्र, सुख-नासिकायुक्त यह बिना पूँछका 


जरायुज प्राणी-मनुष्यकी आकृति मात्र तो मनुष्य नहीं 
बना देती किसीको । 


नन्हे बच्चोंको अकारण रुला देनेवाले, उन्हें पीड़ा 
देनेवाले, किसी भी उत्तेजनामे, शिशु्ओंको पीटने- 
सतानेवाले ये मनुष्य--ये तो नर-राक्षस हैं | 


नर-राक्षस ही हें ये मी, जो वृद्धोको सताते हैं। 
अपंग, असहाय बृद्धोंका परिहास करते हैं । उन्हें धक्का 
देकर, उनकी लठिया या और कोई वस्तु छिपाकर- दूर 
हटाकर उनकी व्याकुलतामे रस लेते--प्रसन्न होते हैं । 


स्नेहमाजन बालक और सम्मानके पात्र बृद्धोंको 
सतानेवाले--कौन कहता है कि वे मनुष्य हैं | मनुष्या- 
कार राक्षस ! 


नर-पिशाच 
जो नारियोंके सतीत्वका सम्मान न कर सके धिक्कार 
उसकी मनुष्यताको । सतीके सतीत्वकी रक्षाके लिये प्राण 
दे सके--मनुष्य वही ठीक मनुष्य है, किंतु नारीका 
सतीत्व जिनका विनोद है--पिशाच हैं--वे नर-पिशाच | 


जाति; धर्म, समाज--अरे कहीं पिशाचोंका भी कोई 
धर्म होता दै । उनकी केसी जाति और केसा समाज | 
उनकी पैशाचिकता--मानवताके मस्तकका यह कलङ्क । 


देशके विभाजनके समय पैशाचिकताने जो नग्न नृत्य 
किया; किंतु क्या शान्त हो गया वह पिशाच 1 आये 


दिन छेड-छाड एवं अनाचारके जो समाचार आते हैं 
हमारे अपने समाजमे पिशाचोंकी संख्या- सती नारियों- 
पर अत्याचार करनेवाले इन नरुपिशाचोकी संख्या बढती 
जा रही दै, यद क्या चिन्ताकी बात नहीं! २. 


नर-पशु 
या प्छ ! कभी सोचा है आपने ! 


आहारनिद्राभयमैथुनं च 
सामान्यमेतत्‌ पशञ्चभिर्नराणाम्‌ । 
धर्मा हि तेषामधिको विरोषो 
धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 
समी प्राणी भोजन करते हैं, सव निद्रा लेते हैं, 
सब शरीररक्षाके लिये सावधान रहते हैं--डरते हैं, 
संतानोत्पादनकी क्रिया भी सबमे है । मनुष्यमें केवल एक 
विशेषता है। वह विशेषता ही उसे मनुष्य बनाती है 


और वह है धर्म धर्म न हो तो मनुष्य और पञमे कोई 
अन्तर नहीं । 


आप मनुष्य हैं 


ईश्वरमें आस्था नहीं, परलोक-पुनर्जन्ममें विश्वास नहीं, 
धर्मकी खीकृति ढकोसला जान पड़ती है- आजके ये 
प्रगतिशील मनुष्य--भोजन, वस्र, रक्षा एवं कामके लिये 
व्यस्त ये प्राणी--आप मुझे क्षमा करें, शास्त्र-सत्पुरुष 
एवं विचार भी इन्हें नर-पशुसे अधिक कुछ खीकार 
करनेको प्रस्तुत नहीं । 


चर असुर 


असुर अपने ही प्राणोंको तृप्त करनेमें व्यस्त- शरीरको 
ही सब कुछ माननेवाला प्राणी । 


मोग-भोग-भोग, बस, इन्द्रियोंके भोग कसै मिले) 
केसे मिले-धनके लिये रातदिन हाय-हाय और धन 
भोगोंके लिवे--राग-रंगके लिये। एक बार अपने चारों ओर देख 
जाइये। आजका समाज, आजका समृद्ध वर्ग, आजके सुशिक्षित 
उप्पनन--मोगप्रातिके लिये बुरा से-बुरा काम करनेको तैयार-- 


भोगोंमें ही ल यह मानवसमुदाय-इसे आप मानव- 
समुदाय कहते हैं १ यह असुरोंक्रा- नर-असुरोंका समुदाय । 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ 


का... 




















मानवका [नद्यता 


पशुओपर 


गायोपर 














पक्षियोपर 


BA 


ॐ मानवकी निर्दयता # 


३६९ 








मानवकी निदेयता 


सामान्य वधशाला 

अधिकांश नगरोंमे ये सामान्य वधशालाएँ किसी एक 
ओर बनी हैं | मानव अपनी इस पेशाचिकताके दर्शनसे 
स्वयं बचना चाहता दै, किंतु उसकी जीभने उसे पिशाच 
जो बना रक्खा है । वधशालाएँ बंद हो जायँ--मांस केसे 
मिलेगा उसे | 

भेड़-बकरियोंके झुंड-के-झंड आते हैं । उनका 
चीत्कार--उनका हृदय विदीर्ण करनेवाला आर्तनाद 
और कसाइयोंके छुरे, बराबर मांस कटनेकी खट-खट? 
मोरियोंसे बहता खून, चारों ओर फेले रक्ताक्त चमड़े, बिखरी 
हड्डियों, मँडराते-झपटते कोवे चील तथा गीधोंके झुंड; 
भिनकंती मक्खियोंका अपार समुदाय । 

नरक न देखा हो तो कोई वधशाला देख लेनी चाहिये और 
ये नरक- थे हत्याकाण्ड मनुष्यने बना रखे हैं अपनी 
जीभकी तृसिके लिये | अपने पापी पेटके लिये | शानदार 
भवनोंमें विद्युत्ते जगमगाते कक्षोंमें मेजोंपर वह मांस छेटोंमे 
सामने रखकर आजका मनुष्य मानवताकी चर्चा करना 
चाहता है ! दुर्भाग्य ! 

विशेष वधशालाएँ 

भगवान्‌ श्रीराम एवं गोपाल श्रीकृूष्णकी इस पवित्र 
भारत-भूमिपर विशेष वधशालाऐँ. भी हैं | भगवान्‌ न करें 
आपको कळूंकते या बम्बईकी वधशालाओंके समीपसे 
जाना पड़े ! 

गो-वध होता है वहाँ जिन्हें आप साता कहते हैं, जिनके 
दूधसे शरीर पळा है, जिनके पुत्र हळ खींचकर अन्न उत्सन्न 
करते हैं उन गायोंका) बैंलोंका) बछड़े-बछड़ियोंका वध-- 
सेकड़ोंकी संख्यामे नित्य होता है | वहाँका आतंनाद--वहाँकी 
लना? २०००५ | 

बध जैसा वध नहीं । जीवित गाय बेंतोंसे भरपूर पीटी 
जाती है । पूरा शरीर सूज जानेपर उबलता जळ डाल दिया 
जाता है उसके सर्वाङ्गपर और कई जगह तो जीवित दशामे 
ही उसकी खाल उघेड ली जाती है । यह इसल्यि कि 
उसका चमड़ा सुकोमल रहे । आपको मुलायम चमड़ेके जूते 
फीते, हैण्डवेग, सनीवेग आदि भी तो चाहिये ! हाय ! हाय !! 


यमराजके नरक भी लज्जित हों ऐसी पैशाचिकता और 
वह मनुष्यके शरङ्गारको सम्पूर्ण करनेके लियि---इस चमड्ेके 
कोचपर बेठकर आरामसे मानवताकी चर्चा होती है ! 
चमड़ेका निर्यात होता दै, आँतोका निर्यात होता है । गो-मांस- 
का भी निर्यात होता है | हाय भारत ! 

ये पिंजड़ोंके बंदर 

देखा होगा स्टेशनोपर आपने बाँसके पिंजड़ोंमें 
बंद बंदरोको एक-एक पिंजड़ेमे पंद्रह-बीसतक भी । वे 
परस्पर एक दूसरेको काटते हैं, झगड़ते हैं । ये बंदर 
विदेश भेजे जाते हैं । हमारी सरकारने इनके निर्यातकी आज्ञा 
दे रखी है, क्या होता है इन बंदरोंका ! न पूछते तो अच्छा 
था । विदेशी वैज्ञानिक उनपर प्रयोग करते हैं । उन्हें रोगोंके 
इन्जेक्शन देकर रोगी बनाया जाता है और फिर उनपर 
दवाइयाँके प्रयोग होते हैँ । होते रहते हैं यह प्रयोग जबतक 
घुल-घुलकर, पीड़ासे छटपटाकर बंदर मर न जाय । 
आवश्यक होनेपर जीवित दशामें ही उनपर चीरफाड़के भी 
प्रयोग होते हैं । पहुँचनेसे पूर्व ही भूलःप्याससे आधे जो 
मार्गमें मर जाते हैं; वे जीवित पहुँचनेवालोसे अधिक भाग्य- 
शाली कहलाने योग्य हैं । 

सरकार योजनाओको पूरा करना चाहती है | उसे विदेशी 
मुद्रा चाहिये | ये बाँध, ये सड़कें) ये विशाल उद्योग 
भारतको औद्योगिक देशोंके समकक्ष पहुँचना है | उन्नति 
प्रगति और उसके लिये धन चाहिये । बंदरोंके निर्यातसे धन 
मिळता है । मानवकी उन्नतिके लिये यह हत्याका धन "| । 


ये मुंगी वत्तके 

देशमै अन्नकी कमी है । मुगी-पालन; बत्तक'पालन; मत्स्य" 
पालन- नाना प्रकारके हत्यामय उद्योगोंको--खूनके व्यापारों 
को सरकार प्रोत्साहन दे रही है । अंडे, मछली; मुर्गी) 
बत्तक--अनका अमाव ये एक सीमातक दूर कर सकते है ! 
टोकरोंमें भरी ये मुर्गियाँ और बत्तके--इनका चीखना-- 
किंतु मनुष्यके पेटकी आग यह तब देख) जब मनुष्य मनुष्य 
हो । उसकी जीभ और उसका पेट-पिशाचके समान आज 
लपलपाती उसकी जीभ ' il 


ST 


मा० अं० ४७ 


३७० 


% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 














हिंदू-समाज ओर मनुष्यत्व 


( रेखक--श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्‌० ए० ) 


भारतवर्षे बहुत-से लोग अक्षर्ञानसे शून्य हैं । वे 
अत्यन्त दरिद्र हैं । बहुतःसे लोग भरपेट भोजन भी नहीं 
पाते । उनका वेष मैला-कुचेला रहता है । । उनकी झोपडी- 
के छतमे हजारों छेद. रहते हैं । उनकी तुलनामे पाइचाच्य देशके 
अधिकांश लोग पठन-पाठनमें समर्थ हैं। उनकी आर्थिक 
आय बहुत अधिक होती है । वेश-भूषा बहुत सुन्दर रहती 
है। अच्छे घराँमै रहते हैं। विश्ञानके विविध आविष्कारोंकी 
सहायतासे उनके जीवनका स्तर बहुत ऊँचा हो गया है । तथापि 
विचारणीय विषय यह है कि मनुष्यत्वकी दृष्टिसे कोन बड़े 
हैं; क्योंकि मनुष्यत्व चरित्रके ऊपर निर्भर करता है ओर 
अत्यन्त दरिद्र आदमी भी मनुष्यत्वके हिसाबसे धनी व्यक्ति- 
की अपेक्षा श्रेष्ठ हो सकता है । 


८ अप्रैठ १९२१ ई० को मद्रासके समुद्र-तटपर महात्मा 
गांधीने एक वक्तता दी थी । उसमे उन्होंने कहा था कि 
“सर टामस मनरोने जो मत प्रकट किया था, में आप- 
लोगोंकी उसे स्वीकार करनेके ल्यि कहता हूँ ओर में भी 
उसका समर्थन करता हूँ कि “भारतके साधारण लोग 
पृथ्वीके अन्य देशोंके साधारण लोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक 
सभ्य हैं।?? 

मनस्वी लेखक भूदेव मुखोपाध्याय ( जिन्होंने अपने 
जीवनभरकी कमाई संस्कृत-शिक्षा तथा रोगियोंकी सेवामे 
दान कर दी थी ) अपनी 'सामाजिक प्रबन्ध? नामक पुस्तक- 
भै लिखते हैं कि एक बहुदर्शी अंग्रेजके साथ मेरी बात- 
चीत हुई । वे बोले कि “यदि छोटा आदमी होकर जन्म 
लेना पड़े तो भारतका छोटा आदमी होना अच्छा है । 
अन्य सब समाजोके लोग पशु-भावापन्न हैं, उनकी तुलनामें 
ये भारतीय लोग दिव्यभावापन्न हैं |? श्रीप्रमथनाथ 
बसुने अपनी 'राष्ट्रिय शिक्षा और आधुनिक प्रगति” 
(National Education and Modern Progress) 
नामक पुस्तकके ४९वें शष्टमे राजा राममोहन रायके 
निम्नलिखित मन्तव्यको उद्धृत किया है--“अपने 
देदाके विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न अवस्थाके 
लोगोंका पर्यवेक्षण करनेपर हमारी यह धारणा हुई है 
कि जो किसान तथा ग्रामीण लोग नगरों तथा 


कचहरियोंसे दूर निवास करते हैं) वे लोग किसी भी देशके 
लोगोंकी अपेक्षा अधिक निदोष+ संयत तथा उन्नतचरित्र हैं |! 

जव पाझ्चाच्य देशोंके लोग भारतवासीकी अपेक्षा धनी 
और पठन-पाठनमें अधिक समर्थ हैं, तव यह क्यों कहा 
गया कि भारतके जन-साधारण अधिक सभ्य हैं! इसके 


~ 


उत्तरम निम्नलिखित घटनाका उल्लेख किया जा 
सकता है-- 
एक उच्चशिक्षा-प्रातत बंगाली इंगलेंडमें प्रमणके 


लिये गये थे । इंगळेंडके निम्नस्तरके लोगोंमे धर्मभावना 
केसी है, यह जाननेके लिये उन्होने कोयलेक़ी खानके एक 
मजदूरसे पूछा--'तुम ईसाके बारेमे क्या जानते हो ! मुझे 
बताओ ।? उस मजदूरने समझा कि उस खानमै ईसा नाम- 
का कोई मजदूर काम करता है और भ्रमणकारी उसके 
बारेमे पूछता है। यह सोचकर वह मजदूर बोछा--“उसका 
नम्बर क्या है; बताइये तो १? “अर्थात्‌ ईसा नामक मजदूर- 
को वह पहचानता नहीं है; उसका नम्बर जान लेनेपर 
शायद पहचान सके |! 

भूदेव बाबूके परिचित बहुदर्शी अंग्रेजकी उक्तिके 
समर्थनमें हम न्यूयार्कके उच्च न्यायालयके न्यायाधीश जस्टिस 
वेज़ली हॉवर्ड लिखित ( 15 civilization worth 
1199118 ) नामक ग्रन्थसे निम्नलिखित अंश उद्धृत 
करते हैं । इसमें पाहचाच्य-समाजके निम्नस्तरके लोगोंके 
जीवनका एक सुन्दर चित्र खींचा गया है-- 

“आधुनिक नगरोंमें मनुष्य बड़े-बड़े बगीचे और 
पत्थरकी मूत्तियां बनाता दै, पञुशालाएँ स्थापित करता दै? 
अस्पताल खोलता है तथा गंदे और नमीसे भरे छोटे- 
छोटे तळघर भी बनवाता है; अंधेरे घर, अस्वास्थ्यप्रद 
आगन पागलखाने बनते है । छोटे गंदे घराँम बच्चाका 
जन्म होता है; जो कभी नीला आकाश नहीँ देख पाते 
और न निर्मळ वायु सेबन कर पाते है । प्रसूत नारियाँ 
मृत्युकी शिकार होती हैं; उनको कमी हरे-मरे खेत देखने- 
को नहीं मिलते, निस्तब्ध बनोंमे भ्रमणका अवसर नहीं 
मिलता । 


“और इसीका नाम है सभ्यता | 


जज 


# हिद्‌-लमाज और मनुष्यत्व * 


३७१ 








“मानवकी उन्नतिके साथ ही निम्नस्तरके जगत्‌की 
सृष्टि हुई है; जहाँ बालकोंको चोरी करके जीविका कमाने- 
की शिक्षा दी जाती दै; बालिकाओंको रास्ते-रास्ते भटकने- 
की शिक्षा दी जाती है- चोर, बदमाश) पांकट-मार तथा 
वेइयाओंकी निवासस्थली होते हैं । जो लोग अन्धकारमें 
भटकते हैं तथा पूर्वाकाशमै उषाजन्य आलोकके प्रकट 
होनेके पूर्व ही प्रेतात्माकी तरह अदृश्य हो जाते हैं, जो 
कभी कपड़े नहीँ बदलते, जहाँ-तहाँ सो जाते हैं, सोनेकी 
कोठरीकी दुर्गन्धसे कष्ट पाते हैं तथा खटमल, पिस्सू 
आदिके कारनेसे व्याकुळ रहते हैं, इन्ही अमागोंके राज्यमें 
बच्चोंके गले दबाकर उनकी हत्या की जाती है, बृद्धोंकी कोई 
सेवा नहीँ करता, रोगियोंकी शुश्रूषा नहीं करता, दुर्बलोंके 
ऊपर अत्याचार होता है, पागलोंको कष्ट दिया जाता है; तरुणोंको 
अपवित्र किया जाता है। इन सब जनाकीर्ण स्थानोमें जब स्त्रियाँ 
जिस घरमै बच्चा जनती हैं, तब उसी घरमै उसके पास 
बैठकर ठग लोग जुआ खेलते हैं और आपसमे गाली बकते 
हैं। मरणासन्न मनुष्य मृत्युकी यन्त्रणाके ऊध्वंश्वास लेता 
है और उसके पास बैठकर चोर सिगरेट पीते हैं तथा 
मारपीट करते हैं, बच्चे खेलते हैं तथा तोतले शब्द बोलते 
हैं और उनके पास बैठकर वेश्याएँ-शराब पीती हैं तथा 
प्रलाप करती हैं ।? 

( स्टेट्समैन १८ नवम्बर १९२८ से उद्धृत ) 
पढ्ने-लिखनेसे ही चरित्र उन्नत होगा, यह कहा 
नहीं जा सकता । सद्ग्रन्थोंके पढ्नेसे चरित्र उन्नत होता 
है । बुरी पुस्तकोंके पढ्नेसे चरित्र गिरता है । जो अशिक्षित 
हैं, वे भी यदि पवित्र लोगोंकी जीवनी सुनें तो उनके 
चरित्रकी उन्नति हो सकती है। हिंदू-समाजमें इसी प्रकार- 
की व्यवस्था थी । ऋषि-सुनि रामायण, महाभारत, पुराण 
आदिम उच्च आदर्शकी जीवन-कथाएँ लिख गये हैं | नाटक 
और कथा-वार्ताके द्वारा वे ही आदर्श सर्वसाधारणमें प्रचारित 
होते थे, सबके चरित्रका विकास होता था, मवुष्यत्वकी 
उन्नति होती थी । कथा-वार्ता लोक-शिक्षाका एक श्रेष्ठ 
उपाय था । बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायने इसका सुन्दर वर्णन 
किया है-- 

“गॉव-गॉवमे, नगर-नगरमें चौरीके ऊपर पीढेपर बैठकर 
घुनी हुई रूई सामने रखकर, सुगन्धभरी जुहीकी माला 
सिरपर लपेटकर मोटे काले कथाबाचकजी सीताके सतीत्व, 
अर्जुनकी वीरता, लक्ष्मणका सत्य ब्रत, भीष्मकी जितेन्द्रियता, 


राक्षसीका प्रेम-प्रवाहश दधीचिका आत्मसमर्पण आदि विषर्या- 
पर सुसंस्कृत व्याख्या सुन्दर कण्ठसे आलंकारिक भाषामें 
करते हुए आपामर सर्वसाधारणके सामने कथा कहते थे । 
इससे .गॉवके हल चलानेवाले, रूई घुननेवाले, भरपेट 
रोटी खाने या न खानेवाळे भी सहज ही शिक्षा प्राप्त कर 
लेते थे। वे सीख लेते थे कि धर्म नित्य है | धर्म 
दिव्य है, अपने ही सुखमें लगे रहना ठीक नहीं, जीवन 
परोपकारके ल्यि है; ईश्वर है और वह विश्वका सुजन, पालन 
और ध्वंस करता है; पाप-पुण्य हैं, पापके लिये दण्ड और 
पुण्यके लिये पुरस्कार मिलता है; यह जन्म अपने ल्यि नहीं 
है, दूसरोंके लिये है; अहिंसा परम धर्म है, लोकहित परम 
कर्तव्य है ।? वह शिक्षा आज कहाँ है ! वे कथावाचक आज 
कहाँ हैं १ चले गये । क्यों ! नवयुवकोंकी कुरुचिके दोषसे । 
क्योंकि वे आज कथावाचक महाराजके मुखसे धर्म-कथा 
सुननेकी अपेक्षा दुश्चरित्रा स्त्रियोका गाना सुनना या थियेटर 
( सिनेमा ) देखना अधिक पसंद करते हैं । थोड़ी शिक्षा 
प्राप्त कर लेते, स्वधर्मसे भ्रष्ट हो जाते हैं; कदाचार) दुविचार 
तथा व्यर्थके वार्तालापमे रत युवकोंके दोषसे वह लोकःशिक्षाकी 
खान कथावाचक-वर्ग छस हो गया |? ( विविध प्रबन्ध, लोक- 
शिक्षा ) । 


हिंदूघर्ममे जिस प्रकार रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थोँ- 
में उच्च 'आदर्शसे युक्त कथाएँ चित्ताकर्षक ढंगसे वर्णित हैं, 
वैसा अन्य धर्मके किसी ग्रन्थमें नहीं है तथा जन-साधारणमें 
इस प्रकार उच्च आदर्शका प्रचार करनेकी व्यवस्था भी नहीं 
है । इसी कारण हिंदू जनसाधारणका चरित्र अन्य देशोके 
जनसाधारणकी अपेक्षा उन्नत था । इस विषयमै सर रामस्‌ 
मनरी, महात्मा गांधी, राममोहन राय, भूदेव बाबूके परिचित 
अंग्रेज आदि सजनोंने भी अपनी सम्मति प्रकट की है । 
स्वभावतः मनुष्यकी भोगाकाङ्का प्रबल होती है । चरित्रको 
उन्नत बनाना हो तो भोगाकाङ्काको संयत करना पड़ेगा । 
बहुत लोगोंके पास बैसी संयम-शक्ति नहीं होती | इसी कारण 
समाजमे पुण्यकी अपेक्षा पापकर्म अधिक होते हैं | जब पापका 
बोझ अधिक बढ़ जाता दै, तब समाज ध्वंस हो जाता है। सुमेर; 
मिश्र, बैविलोनिया, असीरिया, ग्रीस, रोम आदिकी 
प्राचीन सभ्यताएँ इसी कारण ध्वंस हो गर्यी । वैदिक समाजमें 


बहुत दिर्नोतक जनसाधारणके चरित्रको बहुत ऊँचा रखा 


गया था; इसीसे यह संसारकी अन्य प्राचीन सभ्यताओंकी 
भाँति घ्वस्त नहीं हुआ । मेगास्थनिज, हुएनसांग आदि 


३७२ 








विदेशी लोग प्राचीन हिंदुओंके उन्नत चरित्रके सम्बन्धमै 
सम्मति प्रदान कर गये हैं । 


अन्य देशवासिर्योकी अपेक्षा हिंदूलोग मनुष्यत्वके विषयमै 
अधिक उन्नत थे, कुछ ऐतिहासिक घटनाओंके द्वारा इसका 
समर्थन किया जाता है । ईसामसीहने यहूदियोंके धर्मग्रन्थ 
पुरातन बाइब्रिळ ( 010 7९७६३०९० ) को अस्वीकार 
नहीं किया था, परंतु कुछ नयी बातें भी कही थीं। इसी 
अपराधके कारण यहूदियोंने उनको झूलीपर चढा दिया। 
दूसरी ओर बुद्धदेवने वेदोकी घोर निन्दा की थी; परंतु 
हिंदुओंने उनको उत्पीड़न करना तो दूर रहा, उल्टा यह 
प्रचार किया कि बुद्धदेव ईश्वरके अवतार हैं । 


अरब लोगोंने एक हाथमे कुरान और दुसरेमै तलवार 
लेकर ईरानपर आक्रमण किया था । कुछ लोग ईरानसे भाग- 
कर जहाजसे भारतमै आये और उन्होंने यहॉके हिंदू राजासे 
पूछा-- क्या हमछोग आपके देशमै रहकर अपना धर्म 
पालन कर सकते हें १? हिंदू राजाने उनको रहनेकी सहर्ष 
सम्मति दी । ये ही लोग भारतर्मे “पारसी? कहलाये । 

जब पहले-पहल प्रोटिस्टेंट धर्मका प्रचार हुआ, तब 
रोमन कैथलिक लोगोंने अनेकों प्रॉटेस्टेंट छोगोंकी इत्या कर 
डाली । पश्चात्‌ जहाँ प्रोटेस्टेण्ट छोगोंकी संख्या अधिक हुई, 
वहाँ उन्होने रोमन कैथलिक लोगोंकी हत्या की। हिंदू- 
भारतवर्षम एक बार बौद्धधर्म प्रचरित हुआ, बोद्धधर्मका 
प्राबल्य हुआ, पश्चात्‌ पुनः हिंदू-धर्मका प्रचार और पुन- 
रुत्थान हुआ । कौन धर्म श्रेष्ठ है; इसका साधारणतः तर्क 
और विचारके द्वारा निर्णय होता था । पाश्चाच्य देशोंकी भाँति 
धर्मके नामपर नर-शोणितसे भारतवर्ष छावित नहीं हुआ । 


कर्नल टॉड राजस्थानके इतिहासमै लिखते हैं कि “एक ही 
समयमे दिल्लीके सिंहासनपर मुसलमान बादशाह राज्य करते 
थे और चित्तौड़के सिंहासनपर हिंदूराजा राज्य करते थे । 
दिल्लीके सिंहासनके लिये आत्मीयजनोंमे प्रायः मार-काट और 
लड़ाई होती रहती थी । चित्तौड़का इतिहास स्वार्थत्यागी 
महान्‌ चरित्रवान्‌ पुरुषोकी चरित्रगाथासे समुज्ज्वल हे | 
चण्डने पिताके सुखके लिये स्वेच्छासे चित्तौड़के सिंहासनका 
अपना अधिकार त्याग दिया था । उसने भीष्मकी कथा सुनी 
थी, उसका अपना चरित्र मीष्मके द्वारा प्रभावित था ।? 


ऋषि कहते हैं कि हिंदूधर्मके सात पुण्यजनक अनुष्ठान 
पापके खोतको रोककर समाजकी रक्षा करते हैं-- 


हि कि इन्हीं सब 


ध्य € 
% मानव वही जो साथ तज होता पथिक परमाथका # 


घेदेदिभेरच गोभिइच सतीभिः सत्यवादिभिः । 

भलुञ्धैदौनशीलेरच सप्तभिघोर्णते मही ॥ 

अपौरुषेय वेद) ब्राह्मणादि वर्ण-विभाग, गोरक्षा, सती 
स्री; सत्यवादी, लोमहीन और दानशील पुरुष--इन सातोंने 
पृथ्वीको धारण कर रखा है । ये पुण्यजनक वस्तुएँ. पापके 
प्रवाहको रोककर समाजको ध्वंस होनेसे बचाती हैं । सत्य- 
वादी, निलोभी तथा दानशील मनुष्यकी प्रशंसा सभी धर्मोमे पायी 


जाती है। परंतु वेद; ब्राह्मण, गोसेवा तथा सती स्त्री_थे 
भारतकी ही विशेषताएँ हैं । 





">>>>>>>>् > 








यहाँतक भारतके जनसाधारणके चरित्रके सम्बन्धमै जो 
लिखा गया, वह अतीतकालकी अवस्थाको लक्ष्यमै रखकर ही 
लिखा गया है । पाश्चाच्य शिक्षा और सभ्यताके प्रभावसे वह 
अवस्था क्रमशः परिवर्तित हो रही है । खाधीनताकी प्रासिके 
बाद यह परिवर्तन अति द्रुत गतिसे हो रहा है । हमारे राज- 
नीतिक नेताओंने यह निश्चय कियां है कि अपने देशके जन- 
साधारणकी “आर्थिक उन्नति” ही हमारे लिये सर्वप्रधान तथा 
सर्वप्रथम कर्तव्य है। पाश्चात्य देशोंकी आर्थिक अवस्था हमारी 
अपेक्षा उन्नत है, इसलिये वे लोग पाश्चात्य देशांका अनुकरण 
करते हैं । पाश्चात्य देशोंमे अधिक कल-कारखाने हैं, अपने 
देशमै भी अधिक कल-कारखाने खोले जा रहे हैं | इस 
विषयमै विचारणीय यही है कि कल-कारखाने खौलनेपर बहुधा 
बेकारीकी समस्या बढ़ जाती है | कारखानेमै ५०० आदमी 
जितना कपड़ा तैयार कर सकते हैं, करवेमे उसी परिमाणका 
कपड़ा तयार करनेमें दस हजार आदमियोंकी आवश्यकता 
होती है । अतएव जनसाधारणके कल्याणके लिये अधिक 
कारखाने न खोलकर करघेके द्वारा वस्न-उत्पादनमै सहायता 
करना तथा उत्साहित करना उत्तम है; क्योंकि ऐसा करनेसे 
अधिक लोगोंकी जीविकाका प्रश्न हल हो जाता है । 
„दूसरी बात यह दै कि कारखानेके मजदूरों दुर्नीति 
फेलनेकी अधिक सम्भावना होती है । कुटीर उद्योगमे काम 
करनेवाले श्रमिक अपने खजनोंके बीचमै रहते हैं, उनके 
क सम्भावना कम है । कारखानेके 
समूहसें वास करते हैं, उनके 6 त्य क 
हल कलो पि प्रलोमनमै पड़कर दुर्नीति- 
अधिक आशङ्का है । जान पड़ता 
को पलक कहा य मनुसंहितामै “महायन्त्रप्रवर्तन? 
° ११ । ६३) । कारखानोंके 


“ 


कक 


# प्रभो ! अपने ड्वारपर पड़ा रहने दीजिये # 








oo 


मजदूर अधिक उपार्जन कर सकते हैं । परंतु मनुप्यत्वकी 
दृष्टिसे उनकी अथोगतिकी ही अधिक सम्भावना होती हि 
अतएव कारखाने खोलनेपर अधिक आग्रह प्रकट करना 
उचित नहीं । 

हमारे राजनीतिक नेता केवल कल-कारखाने ,बढ़ाने- 
से ही संतुष्ट नहीं हैं । वे लोग सामाजिक व्यवस्थामै भी 
पाश्चात्य व्यवस्थाका अनुकरण करने लगे हैं और इसी कारण 
वे हिंदुओंकी क्रषिप्रणीत व्यवस्थाओंको ध्वंस करनेमें जुट 
गये हैं । वे समझते हैं कि पाश्चात्य समाजका अनुकरण करनेसे 
ही हमारी गणना सम्यजातिमै हो पायेगी । उन्होंने जाति- 
विमागको मिटा देनेकी मी घोषणा की है । तलाक ( विवाह- 
विच्छेद ) का कावून बनाया है, कन्याओके कम 
उम्रके विवाहोंपर रोक लगा दी है, गोहत्याका निषेध 
करनेमें अपनी अनिच्छा प्रकट की है । वैदिक सभ्यताके 
दीर्घ जीवनके कारण-स्वरूप चार विशेषताओंका हमने पहले 
उल्लेख किया है-( १) वेदश ( २) ब्राह्मण, ( ३ ) गो- 
रक्षा, ( ४ ) सतीत्व । इन चारोंमेंसे तीनको “राष्ट्रीय उन्नति- 
के नामपर ध्वंस करनेकी चेष्टा की जा रही है । जो लोग यह 
चेष्टा कर रहे हैं, वे यह नहीं समझ रहे हैं कि इन विशेषताओं- 
ने ही जनसाधारणके मनुष्यत्वको उन्नत कर रखा है । 
जिस पाश्चात्य समाजका अनुकरण करनेके ल्यि वे उद्यत 
हो रहे हैं, उस पाश्चाच्य-समाजकी आज क्या दशा है ! वहाँ 
लोगोने बहुत दिनों पहलेसे ही ईश्वरको सिंहासनसे उतार- 
कर उनके स्थानमै विज्ञानको प्रतिष्ठित कर दिया है । सारा 





३७३ 





समाज उग्ररूपसे भोगोन्मुख होकर इहलोकको ही सर्वस्व 
मान रहा हैं । विज्ञानने पहले वायुयानकी सृष्टि करके बम- 
वर्षा करनेकी कुशरूताका आविष्कार किया । पश्चात्‌ ऐटम 
और हाइड्रोजन बमका आविष्कार किया है, जिससे आज 
सारी दुनिया संत्रस्त हो उठी है । रोम्याँ रोल 
( Romain Roland) कहते हैं कि धपाश्चात्य सभ्यता 
इस समय ज्वालामुखीके मुखपर अवस्थित है |!” आइन- 
स्टाइन कहते हैं कि “मनुप्य-जातिके निर्मूल होनेके लक्षण 
दिखलायी देते हैं । जर्मन दार्शनिक सैँग्छर( 93०६1९1 ) 
ने अपने Decline ०६ ४४९ ९३६ नामक ग्रन्थे 
सप्रमाण प्रतिपादन किया है. कि 'मिश्र, ग्रीस, रोम आदि 
देशोंकी प्राचीन सभ्यता जिस प्रकार विनष्ट हुई दै, पाश्चात्य 
सभ्यता भी उसी प्रकार विनाशोन्मुख है ।7 यदि हम पाश्चात्य 
सभ्यताका अनुकरण करते हैं; ऋषियोंकी कल्याणकारी व्यवः 
स्थाओको यदि कुसंस्कारपूर्ण तथा अनिष्टकारी मानकर त्यागते 
हैं, यदि सदाचारका पालन नहीं करते; जीवनसे यदि धर्मको 
निकाल देते हैं, इहळोककी उन्नतिको ही जीवनका सार मानते 
हैं, तो हम अधिक धनी हो सकेंगे कि नहीं--इसमें तो संदेह 
है; परंतु इस बातमें कोई संदेह नहीं कि हमारा मनुष्यत्व कम 
हो जायगा तथा पाश्चाच्य सम्यताकी भाँति हमलोग मी 
संकटापन्न अवस्थाको प्राप्त हो जायेगे । ऐसा न करके यदि ऋषि- 
प्रणीत वैदिक सम्यताको हम पुनः प्रतिष्ठित कर सके तो पूर्व- 
वत्‌ मनुष्यत्वकी उन्नतिकी रक्षा कर सकेंगे तथा पारलौकिक 
कल्याणके साथ ऐहिक उन्नतिका सामञ्चस्य कर सकेंगे | 





BET 
। अपने हारपर पड़ा रहने दीजिये 


ग्रभ्‌ | 
| नाचत ही निसि-द्विस मरयो। 
द तब ही तें जे इरि थिर जब तें जिव नाम धरो ॥ | 
5 ब हीत न भयो हरि थर जब च हु ४ 
55 > बहु बासना बिबिध कॅचुकि भूषन लोभादि भरत्यो। द्‌ 
हि चर अरु अचर गगन जल थल मेः कोन न साग करः्यो ॥ ; 
देव-दनुज, सुनि, नाग? मुज नहिं जाँचत कोउ उबर'थो। ठ 
ति मेरो डुसह दरिद्र, दोष, दुख काह तौ न हख्यो॥ र्र 
Se थके नयन, पद्‌, पानिः खुमतिश बल? संग सकल बिछ्लुण्थो । र 
भट अब रघुनाथ सरन आयो जन, भव-भय बिकल डरव्यो ॥ रष 
Se जेहि गुन तें बस दो रीझि कारि) खो मोहि सब विख ह 
तुळसिदाख निज भवन-छार मझ रहन पर्यो ॥ i 
9 


—~E 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





( केखक- श्रीतारा पण्डित एम्‌ ०८० ) 


अपने देशकी वर्णाश्रम-संस्था बहुत प्राचीन है । 
समाज-संघटन सुसम्बद्ध हो और प्रत्येक मानव अपने गुणोंका 
विकास कर सके, मानबकी वैयक्तिक उन्नति हो और उससे 
समाजकी समुन्नति हो--इस उच्च विचारपद्धतिके अनुसार 
ही वर्ण-संस्थाका जन्म हुआ । समूचे समाजके चार मुख्य 
वर्ग निर्माण किये गये-आहाण, क्षत्रिय, वैद्य और 
शूद्र । 

चातुवंण्षं सया सृष्टै गुणकर्मविभागशः । 

( गीता ४। १३ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--“मनुष्यके गुण-कर्म- 
विभागानुसार मैंने ही चार वर्णोकी सृष्टि की ।! अथवा यह 
कहिये कि भगवानूने प्रेरणा की और मनुष्याने आपसमें 
समझःबूझकर ये चार वर्ण निर्माण किये । प्रत्येक वर्णके 
कर्म नियत कर दिये गये और सब कोई यथाशक्ति अपने- 
अपने वर्ण-विमागके अनुसार समाजकी सेवा करने लगे । 
सबर्म उच्च वर्णं अआह्मणका रहा और उसके ये स्वाभाविक 
कर्म रहे-- 

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजंबमेव च। 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्प॑ ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥ 

( गीता १८ । ४२) 

मनका शमन, इन्द्रियोका दमन) आन्तर-बाझ शुद्धि, 
धर्मके ल्यि कष्ट सहना और क्षमाभाव रखना, मन, इन्द्रिय 
और शरीरकी सरलता) आखिक बुद्धि, गास्रोंका शान और 
परमात्म-तच्चका अनुभव | 


ब्राह्मण-वर्गके सभी व्यक्ति उपरिनिर्दिष्ट सम्पूर्ण कर्मोका 
सुव्यवस्थितरूपसे सम्पादन करने लगे | इससे कनिष्ठ 
वर्ग क्षत्रियका रहा और उसके खाभाविक कर्म थे-- 
शौर्य तेजो शतिदीक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मं स्वभावजम्‌ ॥ 
(गीता १८। ४३ ) 
झूरता) तेज, धैर्य, दक्षता, युडसे न भागना, दान 
और स्वामिभाव ( निस्खार्थ होकर सबका हित-चिन्तन, 
शाख्राज्ञानुसार शासन और प्रेमपूर्वक पुन्नवत्‌ प्रजाका 
पालन ) । 


क्षत्रिय भी अपने खभावोचित कर्मोका निष्ठाके साथ 
पालन करने लगे । इससे नीचेका वर्ग वैश्योंका रहा, उसके 
स्वाभाविक कर्म थे-- 


कृषिगौरक्ष्यवाणिज्य॑ वेइ्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
(गीता १८। ४४) 
सेती, गो-पालन और सत्यव्यवहारके अनुरूप मालकी 
खरीद ओर बिक्री । सबसे कनिष्ठ वर्ण श्यूद्रोका रहा, उसका 
खमावज कर्म था-- 


परिचर्यात्मक॑ कमै झूद्रस्यापि स्त्रभावजम्‌ । 
(गीता १८ । ४४) 


“अन्य सब वर्णौकी सेवा करना श्यूद्र वर्णका स्वाभाविक 
कर्म निश्चित हुआ । न 


प्रत्येक वर्णके सब लोग अपने-अपने स्वाभाविक कर्म 
निष्ठा और तसरताके साथ करने लगे | इससे समाजके 
सभी मनुष्य उद्योगी बने | कारण, सब किसीका कर्म नियोजित 
या । समाजका प्रत्येक घटक इस प्रकार सुखपूर्वक रहने 
लगा और वर्ण-व्यवस्थासे सुमर्यादित आर्योका समाज उच्च 
लक्षरणोसे युक्त होकर श्रेष्ठताको प्रास हुआ । सब कोई सचाई 
और ईमानदारीसे बरतने लगे | इस प्रकार वर्ण-व्यवस्था | 
लामकारिणी सिद्ध हुई । इससे समाजकी मानवताका आप ही 
पोषण और संरक्षण होने लगा । व्यावहारिक और आध्या- 
त्मिक--दोनों प्रकारकी उन्नति अनायास ही हो चली । 


_ परत वर्णाश्रम-व्यवस्था जब उन्नतिके अत्युच्च शिखरपर 
पहुच गयी, उसके पश्चात्‌ जनताकी विचार-पद्धति धीरे-धीरे 
बदलने लगी । जिसे देखिये, वही अपने नियत कर्मसे विरत होने 
लगा | “मे अमुक नियत कर्म ही क्यों करूँ १? यह प्रश्‍न 
उसके सामने उपस्थित हुआ ।  वर्णाश्र-व्यवस्था उसे 
संकुचित प्रतीत होने लगी । जो चाहें, हम करें--ऐसी 
bs उसमें उत्पन्न हुई और वह स्वेच्छानुसार गा 
तत्कालीन मानव-समाजकी विचार-सरणिका) माने 
अनुमोदन करनेके लिये ही मिश्र विवाह होने लगे । ये 
अवलम्बन करें, यह नया प्रश्न 


मिश्रवणी अब किस वर्णका 
उपस्थित हुआ और सब कोई स्वेच्छाचारमें प्रदत्त होने 


A 


% मानवके चित्त-विकासका साधन--पञ्च-महायश् ॐ 








्््््््््््््ा््् 


लगे । जिसके मनको जो माता, वही कर्म वह करने 
लगता । परिणाम यह हुआ कि मानवकी उन्नतिके लिये 
जो वर्ण-संस्था भगवानने प्रतिष्ठित की थी, वह ध्वंसोन्मुख हुई 
और समाजका कोई नियन्त्रण व्यक्तियोपर न रहा । कितने ही 
लोग बेकार हो गये। अव क्या करें--कोन-सा काम या धंधा 
करें, यह समझनेमें व्यक्ति असमर्थ हो गया । मानव 
इस प्रकार बेकार बैठा रहने लगा । धीरे-धीरे 
दु्गुणोंने उसे धर दबाया । मानवकी सामाजिक 
उन्नति तो कुण्ठित हो ही गयी, उसकी आध्यात्मिक अवनति 
भी होने लगी । 

वर्णाश्रम-व्यवस्था यदि सुस्थिर होती तो आज भी 
समाजकी सर्वाङ्गीण उन्नति होती देख पड़ती । इसलिये 


वर्णःव्यवस्थाका बन्धन मानवके ल्यि, व्यक्ति और समाजके 
लिये आवश्यक था, आज भी है । मानवक्री स्वैर मनः- 
सरिताको सुनियन्त्रित रखनेके लिये यदि वर्णाश्रम-व्यवस्थाका 
बाँध बाँधा जाता तो आध्यात्मिक और नैतिक कृषिके लिये 
भरपूर जळ मिलता, उससे उपज भी बढ़ सकती थी । 
उसके अभावमै जहाँ जलकी आवश्यकता है, वहाँ जल 
दुष्पाप्य, और जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं) वहाँ उसकी 
बहुलता हो गयी । इससे ढुर्गुणेंके खाल-खड्डेमेल होकर 
यह नदी बहती रहेगी और कुविचारोंका जंगल ही उससे 
बढ़ता रहेगा । वर्णाश्रम-संस्थासे ही मानवताका पोषण और 
संरक्षण उत्तम रीतिसे हो सकता दै, यही अपने समाजका 
सत्यानुभव है । 





मानवके चित्तविकासका साधन- पञ्चमहायज्ञ 


( छेखक--डा श्रीनृपनद्रनाथ राय चौधरी ) 


वैदिक धर्मकी साधना दो मार्गोमे विभक्त है-एक है 
निइ्ृत्तिमार्ग और दूसरा प्रवृत्तिमार्ग । जो साधक बाल्ब्रह्मचारी 
हैं अथवा संसारत्यागी हैं--वे ही निइत्तिमार्गके साधक हैं । 
ब्रह्माके मानसपुत्र सनक, सनातन; सनन्दन और सनत्कुमार 
( अर्थात्‌ चतुस्सन ), देवर्षि नारद तथा व्यास-पुत्र शुकदेवजी 
प्रश्रति महात्मा निद्त्तिमार्गके साधकोके आदर्शरूप हैं । 
मरीचि, अङ्गिराश अत्रि आदि सप्तर्षि तथा विदेहराज जनक 
और धर्मराज युधिष्ठिर आदि संसाराश्रमी लोग प्रवृत्तिमार्गके 
साधक हैं । शास्त्रोमे संसाराश्रम या गहस्थाश्रमको सर्वश्रेष्ठ 
आश्रम बतलाकर इसकी प्रशंसा की गयी है; क्योंकि अन्य 
आश्रमक्रे लोग--जेसे ब्रह्मचारी और मिक्षु--जीविकाके लिये 
गहस्थोंके ऊपर ही निर्भर करते हँ । गहस्थाश्रममै रहकर 
जितना परोपकार किया जा सकता है, उतना दूसरे आश्रमोमें 
नहीं किया जा सकता । परंतु संसाराश्रममै रहकर धर्माचरण 
करना बहुत सहज नहीं है । इच्छासे हो या अनिच्छासे; 
संसारयात्राक्रे निर्वाहके लिये ग्रहस्थमात्रकों प्रतिदिन किसी-न- 
किसी प्रकार जीवहत्याके पापसे लिप्त होना पड़ता है । जो लोग 
मत्स्य-मांस-भोजी हैं, उनकी तो बात ही क्या, जो निरामिष- 
भोजी हैं, वे मी इच्छा न होते हुए भी इस पापके भागी बने 
बिना नहीं रह सकते । ग्रहस्थी चलाते समय ग्रहस्थको ऐसे 
अनेक व्यवहार करने पड़ते हैं; जिनके कारण यदि हम 
कहं कि प्राणिहिंसाके पापसे पूर्णतया छुटकारा नहीं पाया 


जा सकता तो अत्युक्ति न होगी । गहस्थीके नित्य प्रयोजनकी 
वस्तुओर्मे कण्डनी ( धान कूटनेकी ऊखल )) पेप्रणी ( जाता) 
चक्की, सिल-लोढा ), चुल्ली ( चूल्हा )) उदकुम्भी ( कलसी ) 
और मार्जनी ( झाडू )- इन पॉर्चोका व्यवहार करते समय 
जानमै या अनजानेमै चींटी तथा दूसरे नन्हेनन्हे कीटाणुओंका 
प्राणनाश प्रायः अपरिहार्य हो जाता है । इन पाँच वस्तुओके 
व्यवहारसे होनेवाली प्राणिहत्याको शास्त्रमे 'पञ्चसूना नाम 
दिया गया है । गहखमात्र इहलोकमे सुख-सम्पद्‌ और 
परलोकमै खर्गवासकी कामना करते हैं; परंतु इस पञ्चसूनाके 
कारण उनके स्वर्गका मार्ग रुद्ध हो जाता है । 

पञ्चसूना गृहस्थस्य ताभिः खर्ग न विन्दति । 

तब उपाय क्या है !--उपाय दै । शास्त्र कहते हैं-- 


पञ्चसूनाकृतं पापं पञ्जयज्ञेव्यपोइति । 
गृहस्थ यदि नित्य पञ्चयज्ञका अनुष्ठान करे तो 


पञ्चसूनाके पापसे निष्कृति पा सकता है | ये पञ्चयज्ञ हैं-- 


देवयज्ञो भूतयज्ञः 
नृयज्ञो ब्रह्मयज्ञश्च पञ्चयज्ञाः 


पितृयज्ञस्तयेव च । 

प्रकीर्तिताः ॥ 

( बुइन्ञारदीयपुराण ) 
शास्त्रम कहीं-कहीं पञ्चयज्ञको “पञ्चमहायज्ञ के नामसे 

कहा गया है। ये पञ्च-महायजञ केसे किये जाये--इस सम्बन्धमे 

केशव कास्मीरीकृत गीताकी तत्प्रकाशिका टीकासे एक 


३७९ 


# मानव वही जो खा्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





बचन उद्धत किया जाता है, जो इस प्रकार है-- 


पाठो होमश्चातिथीनां सपयो तर्पण बलिः । 
अमी पञ्चमहायज्ञा बरह्मयज्ञादिनामकाः ॥ 


अर्थात्‌ प्रतिदिन होमके द्वारा देवयज्ञ, बलि या भोज्य 
वस्तुके द्वारा भूत ( प्राणी )-यज्ञ, तर्पणके . द्वारा पितृयज्ञ) 
अतिथि-सत्कारके द्वारा नयज्ञ और शास्त्रीय ग्रन्थौके अध्ययन- 
के द्वारा ब्रह्मयज्ञ ( अथवा ऋषियज्ञ ) किया जाता है । 


देवताके उद्देश्यसे शुद्ध वस्तुके त्याग या उत्सर्गको “यज्ञ? 
कहते हैं । तेत्तिरीय श्रुतिमै कहा गया है-यज्ञो वै विष्णुः 


विष्णु भगवान्‌ स्वयं यज्ञरूप हैं। विष्णुके बराह-अवतारका 
“यज्ञ-वराहः या “यज्ञमय वपु? के रूपभे उल्लेख किया गया है। 
यज्ञ मनुष्य और देवताके बीचमै संयोग-स्थापनाका सेतु है । 
इसी कारण गीतामे कहा गया है--'देवान्भावयतानेन” इत्यादि | 
अर्थात्‌ 'तुमलोग यज्ञके द्वारा देवताओंको संवद्धित करो और 
देवतालोग बृष्टि आदिके द्वारा अन्न उत्पन्न करके तुमको 
संबद्धित करें । इस प्रकार परस्पर संवर्द्धनके द्वारा तुम परम 
कल्याणको प्राप्त कर सकोगे ।? देवताओंके अनुग्रहसे प्राप्त 
बस्तु उनको निवेदन न करके जो स्वयं आत्मसात्‌ करता है; 
उसको गीताम 'स्तेन? या “चोर” कहा गया है। और भी 
कहा गया है कि जो केवल अपने लिये रसोई बनाता है, दूसरे 
किसीको भाग नहीं देता, वह अन्न नहीं खाता प्रत्युत पाप- 
भक्षण करता है-- 
अुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌। (३ । १३) 


वेदमे आयाहै- अभ्निमुखा वे देवाः। अर्थात्‌ अभिके मुखसे 
ही देवतालोग आहार ग्रहण करते हैं| अतएव श्रौतयज्ञ या वैदिक 
यज्ञम देवताओंके उद्देश्यसे कुछ उत्सर्ग करना हो तो उसे 
अम्निमें ही आहुति देते हैं । स्मात्तं या पौराणिक यज्ञमें नेवेद्य 
आदि यदि मन्त्रपूर्वक निवेदित किया जाय तो देवतालोग 
उसे ग्रहण करते हैं । 

परंतु कहा जाता है कि श्रौत या स्मार्त--किसी भी प्रकारका 
यश हो) उसमें केवल त्रैवर्णिकों (बराह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) 
का ही अधिकार है, स््री-शूद्ध आदिका अधिकार नहीं है । तो 
फिर क्या वे पञ्चसूनाके द्वारा किये गये पापोसे मुक्त नहीं हो 
सकते १ निश्चय ही किसी-किसी बैदिक यजञमे झद्रका भी 
अधिकार दै । शाख्रामे इसका उल्लेख देखनेमे आता है । इस 
प्रबन्धम मेरे विचारसे इस विप्रयकी आलोचनाका प्रयोजन नहीं 
है । सर्वोपनिषदोंके सार गीताके भीतर हम देखते हैं कि 


. वेदाध्ययनका फल प्राप्त होता है । 


क SOO 
भगवान्‌ कहते हैं--'यज्ञानां जपयजो$स्मि?, “अहं हि सयजा 
भोक्ता च प्रभुरेव च ।' “सब यशोमे में ही जपरूप यज्ञ ई 
कं ही सब यर्शोका भोक्ता और प्रभु हूँ / श्रीमगवानकी 
निजी उक्तिसे बढ़कर प्रबल प्रमाण और क्या हो सकता है! 
अतएव यदि हम यह कहें कि प्रतिदिन, कम-से-कम प्रातः और 
सायं, भगवानका नामजप करनेपर पञ्चयञ्चके अन्तर्गत 
'देवयज्ञ” भलीमाँति सम्पन्न हो जा सकता है, तो यह अशास्त्रीय 
न होगा । जो सर्वयज्ञौंके ईश्वर है, उनका नाम-जप या कीर्तन 
करनेपर केवल देवयज्ञका अनुष्ठान ही नहीं होता, बल्कि 
सर्वार्थ-सेद्धि होती है । भगवानका नाम पुकारनेका नाम, 
प्राकृत नाम नहीं है । उस नाम ओर नामीमें अभेद है। 


नाम, विग्रह, स्वरूप--तिने एक रूप \ 
तिनि भेद नाहि तिन चिदानन्दरूप ॥ 
( श्रीचेतन्यचरितामृत ) 
नाम, विग्रह ओ  स्वरूप--तीनो एकरूप \ 
तीनों हैं अभिन्न, तीनों चिदानन्द रूप॥ 


जो लोग शास्त्रीय प्रमाण चाहते हैं, उनको पद्मपुराणका 
यह छोक याद करनेके लियि मैं कहँगा-- 


नामचिन्तामणिः कृष्णइचेतन्यरसविग्रहः । 
पूर्णः झुद्धो नित्यसुक्तोऽभिन्नत्वान्नामनामिनोः ॥ 


अर्थात्‌ नाम और नामीकी अभिन्नताके कारण चैतन्य- 
रसविग्रह श्रीकृष्णके समान उनका नाम भी चिन्तामणिके 
समान ही पूर्ण, शुद्ध) नित्य और मुक्त है | 


श्रीमद्भागवतमे कहा गया है कि जिसकी जिह्वापर 
भगवानका नाम रहता है, उसको सब प्रकारकी तपस्या, समी 
यञ्चोमै आहुतिःप्रदान, समस्त तीथाँमै स्नान तथा सम्पूर्ण 
(३।३३।७) 

अतएब आपामर जनसाधारणका जिसमें अबाध अधिकार 
हे; उसु श्रीभगवानके नामका जप करके नित्य “देवयज्ञ? 
सम्पादन करना ही वर्तमान युग और बर्तमान समाजके लिये 
विशेष कस्याणप्रद्‌ है । 

पञ्चमहायज्ञका द्वितीय अङ्ग हे--भूतयज्ञ । यह “वैश्वदेव 
यञ्ञ'के नामसे पुकारा जाता है। महाभारतके टीकाकार नीलकण्ठ 
दीक्षितने इसके खरूपकी व्याख्या इस प्रकार की है--“विश्वं 
सवजातीयं प्राणिजातं देवो देवता यस्मिन्‌ तत्‌ विश्वदेतं स्वार्थ 
तद्धिते वैश्वदेव नामकम्‌ ।' अर्थात्‌ जिस यज्ञमे विश्वके समस्त 





# मानवके चित्ते-विकासका साधन--पञ्च-महायश् # 





प्राणियोंकी देवता समझा जाता है, उसका नाम है-:वैश्वदेव- 
यज्ञ 7 आर्य ऋषियोंकी उदारता कितनी दूरतक विस्तृत थी, 
उनकी अनुभूति किस प्रकारकी दिव्यदृष्टिके ऊपर प्रतिष्ठित 
थी--इसका प्रकृष्ट प्रमाण यह वेश्वदेव-यज्ञ है | यह सत्य है 
कि वर्ण-विभागके कारण कर्म-विभाग है । अधिकार-भेद भी 
है । परंतु इसमें किसीके प्रति घृणा नहीं है, उपेक्षा नहीं है । 
मनुप्यकी तो बात ही क्या, इतर--पंद्यु-पक्षी आदिके प्रति भी 
कर्तव्य-साधनका उपदेश उन्होंने दिया है भूतयज्ञ या विश्व- 
देव-बलिके विधानद्वारा । महाभारतके वनपर्वके द्वितीय 
अध्यायके ४९वें छोकमें कहा गया है कि प्रतिदिन प्रातः 
और संध्याकालमें ग्रहस्थ कुत्ते और पक्षियोंके आहारके लियि 
भूमिपर कुछ-कुछ अन्न रख दें |? हमारे समाजमें बहुत 
दिनोसे एक शिष्टाचार प्रचलित है कि भोजनमें कुछ शेष छोड़ 
देते हैं । दूसरे प्राणियोंके आहारके लिये कम-से-कम एक मुट्टीमर 
अन्न पत्तेपर रख देते हैं । यह भूत-यज्ञका अनुकल्प है । अवश्य 
ही जैनी लोग विश्वदेव-बलि या भूतयज्ञ अतिनिष्ठाके साथ सम्पादन 
करते हैं । परंतु इससे यह बात सिद्ध नहीं होती कि “मा 
हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि!--यह मन्त्र जेन या बोद्ध छोगोंसे लिया 
गया है । यह तो अति पुरातन क्रषि-वाक्य है, पञ्च-महायज्ञ- 
का अविच्छेद्य अङ्ग है । 

तृतीय है--पिंतृ-यज्ञ | उपनिषद्मे आता है---'पितृदेवो 
भव, मातृदेवो भव? अर्थात्‌ संतानके लिये माता-पिता देवता 
( भगवान्‌ ) के तुल्य ही पूज्य हैं । मातृ-पितृभक्तिके बहुत-से 
उपाख्यान पुराणों और 
पिता चरमः? मन्त्रसे सब लोग परिचित हैं । मन्त्रमै केवल 
पिताका उल्लेख रहनेपर मी वह माताके लिये भी समान- 
रूपसे प्रयोज्य है | पूरा मन्त्र इस प्रकार है-- 

पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता हि परमं तपः। 

पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥ 

धर्मके अवतार युधिष्ठिर कहते हैं कि “माता पिताकी 
अपेक्षा भी गरीयसी है ।? केवल पिता ही क्यों ? माता स्वर्गसे 
भी बढ़कर है--*स्वर्गादपि गरीयसी ।? “नास्ति मातृसमो 
गुरु: । बहुत लोगोंकी यह० धारणा है कि पितृपक्षमें तिल- 
तर्पण, पिता-माताकी मत्युतिथिपर वार्षिक श्राद्ध तथा विवाह; 
अन्नप्राशन आदि माङ्गलिक कार्योमे नान्दीमुख श्राद्ध तथा 
गयामें पिण्डदान करनेसे माता-पिताके प्रति यथेष्ट कर्तव्य- 
पालन हो जाता है । अवश्य ही, जो लोग इन कर्तव्योंका 
पालन करते हैं, वे इस नास्तिकताके युगमें माता-पिताके लिये 


मा० अं० ४८-—- 


तिहासोंमे वर्णित हैं | “पिता स्वर्ग: 


३७७ 

बहुत कुछ करते हैं---यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता; परंतु 

शाख्रनिष्ठ सदाचारी लोग जानते हैं कि पितृयज्ञ नित्य ही करनेका 

विधान है। प्रतिदिन प्रातःकाल खान करके या स्नानके समय 

परलोकगत माता-पिताका जळके द्वारा तर्पण करना पिंतृ-यज्ञका 

मुख्य अङ्ग है | निश्चय ही, इसके साथ-साथ यदि कोई पुरुष 

गरीवोँको धन) वस्न या अन्न दान करता है तो वह बहुत ही उत्तम 
है । सम्भव है, कुछ लोग कहें कि इस कर्मःव्यस्तताके 
युगमें नित्य तर्पणके लिये समय कहाँ है । यद्यपि समय तो 
श्रद्धा होनेपर मिल सकता है, तथापि जो लोग नित्य तर्पण 
करनेमे अशक्त हैं, वे तपंणके सव मन्त्रोंको न पढ़कर केवल 
देवान्‌ तपयामि, ऋषीन्‌ तपयामि, पितन्‌ तपयामि? अथवा 
“आब्रह्मस्तम्वपयेन्तं जगत्‌ तृप्यतास्‌!--इन वाक्योका उच्चारण 
करके जळ देंगे तो पितृ-यज्ञ सुसम्पन्न हो जायगा । “तर्षण? 
शब्दमे त्याग ( अर्पण ) ओर तृप्तिका भाव निहित है । 
त्यागमें ही यथार्थ सुख है, भोगमें नहीं--यही शास्त्रकी 
वाणी है । मोगमें सुख है, यदि भोगकी वस्तु और पाँच 
आदसियोँमै बॉटकर भोगी जाय । जो लोग ऐसा करते हैं, 
शास्त्रमे उनको “विघसाशी” अथवा अवरिष्ट भोजन करनेवाला 
कहा गया है । गीतामें भगवानने उनको 'यञ्ञशिष्टाशिन:' 
अर्थात्‌ यज्ञावशेष भोजन करनेवाले कहा है तथा यह भी कहा दै 
कि जो यज्ञावशेष मोजन करते हैं ( अर्थात्‌ पाँच आदमियोंको 
खिलाकर पीछे खयं खाते हैं ), वे सब प्रकारके पापसे मुक्त 
हो जाते हैं; इसके विपरीत जो केवळ अपने भोजनके लिये 
ही पाक करते हैं, वे पाप ही भोजन करते हैं--- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वेकिल्बिषैः । 
सुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
( गीता ३ । १३ ) 
आचार्य शंकर, रामानुज, मधुसूदन सरस्वती; श्रीधर स्वामी 
और विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रभ्ति गीताके सुप्रसिद्ध टीकाकारोंने 
“सर्वकिल्बिषैः? शब्दके द्वारा 'पञ्चसूना? कृत पापोंका ही संकेत 
किया है औरयहाँ “यज्ञ शब्दके द्वारा पञ्च-महायज्ञका ही 
उल्लेख हुआ है--ऐसा अभिमत प्रकट किया है । ऋषियोंका हृदय 
कितना उदार था, उनकी अनुभूति कितनी गम्भीर थी-- 
इसकी उपलब्धि तर्पणके मन्त्रोंका पाठ करनेसे सहज ही हो जाती 
है। हम केवल अपने माता-पिता आदि आत्मीय-बान्धर्वोका ही 
तर्पण नहीं करते, अपितु देवताओं, असुरों, सपो पक्षियों >यहाँ- 
तक कि स्थावर-योनिके ब्रक्षादिं तकका तर्पण करते हैं । 
हमारी श्रद्धा और झमेच्छा--“आप्यायन? सबके ल्यि, विश्वके 


३७८ 


मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


TT 





सब प्राणियोके लिये है; देश-काळपात्रकी क्षुद्र सीमामै वह 
आबद्ध नहीं है । 


इसके बाद न-यज्ञ आता है । डृ-यज्ञका अर्थ है--अतिथि- 
सत्कार । 'सवंत्राभ्यागतो गुरुः--अतिथि गृहस्थके लिये 
देवताके समान, गुरुके समान पूज्य है । सब शास्त्रोमे अतिथिः 
सत्कारकी महिमा अति विस्तासपूर्वक्र वर्णित हुई है । इस 
बातको प्रायः सब लोग जानते हैं, यहाँ इसकी पुनरावृत्ति 
आवश्यक नहीं; परंतु आजकल कालके प्रभावसे राष्ट्र और 
समाजका जो आमूल परिवर्तन हो गया है, उसमे आतिथ्यका 
स्थान अब नहीं रहा-यह कहना ही पड़ता है । पहले बहुतेरे 
सम्पन्न गहस्थौके घरोमे पृथक्‌ अतिथिशाला होती थी और 
समाजके उच्च स्तके व्यक्ति भी आवश्यकता पड़नेपर अपरिचित 
विदेशी गहस्थके घरमे अतिथिके रूपमे उपस्थित होनेमे संकोच 
नहीं करते थे । इस व्यक्ति-स्वातन्तर्यके युगमे कोई किसीका 
मुखापेक्षी होना पसंद नहीँ करता । देशमै प्रायः सर्वत्र 
होटल) रेस्तोरौँ ओर चायकी दूकाने हो गयी हैं | लोग इन 
सब जगहोंमे खाते है, किंसीके घरमै जाकर आतिथ्य स्वीकार 
करना नहीं चाहते । गहस्थके भी मनोभाव बदल गये हैं, 
अतिथिके आनेपर लोग प्रसन्न नहीं होते हैं | 'सपर्या या पूजा 
करना तो दूर रहा, अतिथिको प्रायः “अर्द्धचन्द्रः देकर 
विदा कर दिया जाता है, अथवा {पुलिसके हाथ सौंप दिया 
जाता है । सुठिया भिक्षा देनेकी प्रथा भी प्रायः नष्ट होती जा 
रही दै । अतएव हम यह कह सकते हैं कि न-यज्च एक प्रकारसे 
समाप्त हो गया है । अवश्य ही पूजापार्वणादिमे तथाकथित 
“द्रिद्रनारायण-सेवा’ या कंगालेको भोजन कराया जाता है | 
यह किसी अंश न-यञ्चका अधिकार ग्रहण कर रहा है, यह 
कहा जा सकता है । 


इसके बाद 'ब्रह्मऱयञ्ञर आता है । “ब्रह्म? शब्दका एक 





ण्य 
अर्थ है वेद; अतएव 'ब्रह्म-यज्ञ' कहनेसे मुख्यत; वेद-पाठका 
बोध होता है | परंतु वेदमै सबका अधिकार नहीं है, इसके 
सिवा वेदका पठनपाठन बहुत कम स्यानोमे है | 
ब्रह्म-यज्ञका दूसरा नाम है--“ऋषि-यज्ञ” । ऋषियोंके द्वारा 
प्रणीत किसी शास्त्रग्न्थका पाठ करनेसे ही “ऋषि-यज्ञ” सम्पन्न 
हो जाता है । निष्ठावान्‌ व्यक्तियोंमें बहुतेरे प्रतिदिन नियमपूर्बक 
गीता, चण्डी, भागवत आदि ग्रन्थौके एक या अधिक 
अध्यायोंका पाठ करते हैं | इसके द्वारा उनका ऋषि-यज्ञ 
अनुष्ठित हो जाता दै । इस प्रकारके पाठका फल कितना 
तृप्तिप्रद होता है, यह सभी पाठ करनेवाले जानते हैं । संस्कृत 
भाषासे अनभिज्ञताके कारण या अन्य किसी कारणसे जो खयं 
शाङ्वग्रन्थौंका पाठ करनेमे असमर्थ हैं, वे यदि उपयुक्त व्यक्तिके 
मुखसे पाठ-श्रवण करें तो उसके द्वारा भी उनका ऋषियज 
सम्पन्न हो जायगा । शास्त्रके अनुसार पठन और श्रवण 
दोनोंका ही समान फल होता है । श्रीविष्णुसहखनामस्तोत्रमे 
आता है-- 
य इदं श्णुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत्‌। 
नाझुभं प्राप्नुयात्‌ किंचित्‌ सोऽमुत्रेह च मानवः ॥ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य विष्णुके सहस्रनामका नित्य श्रवण | 
करता है अथवा कीर्तन (पाठ) करता है; वह कमी इहलोक 
में या परलोकमें किसी प्रकारके अशुभको नहीं प्राप्त होता । 


इन पाँच महायज्ञोका यदि नित्य अनुष्ठान हो तो मनुष्यके 
चित्तका विकास होगा, आपसक्रे विद्वेष ओर अविश्वासका 
भाव तिरोहित हो जायगा तथा जगत्‌ मे शाश्वती शान्तिकी 
प्रतिष्ठा होगी । 


नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 


-- इसके सिवा कल्याणका दूसरा कोई मार्ग नहीं है। 





भगवत़रेमसे हीन मानवका स्वरूप 


| जो पे रद्दनि राम सां नाहीं । 


नर खर कूकर सूकर सम वृथा जियत जग माहां॥ $४ ® 


काम, क्रोध, मद्‌, लोभ, नींद, भय भूख, प म्य 

की वभ ) र श प्यास सवही के । | शर 

ड रहत सा सनेह सिय-पी के॥ फर 

व नि खुपूत सुळच्छन गनियत गुन गरुआई । व्र 
न न 

ह इंदारनके फल तजत नहीं करुआई ॥ न 


तुलसी 





कुछ, करतूति, भूति भलि सील स च क 
प्रमु-बचुराग-रदित जस साहन रूप सलोने । 


साग अळोने ॥ 


= वुलसीदासजी 


१! 


~ 


# मानवताकी परिधि # 


आ 


३७९ 








I? 


मानवताकी परिधि 


( छेखक--पं० औरूपनारायणजी चतुर्वेदी “निषिनेइ” ) 


“सुनती होश आज भगवान्‌ हमारी कुट्यापर स्वयं 
पधारे हैं ।? कौस्ठुभने अपनी पत्नी सुचेतासे कहा | 

“क्या कहा १ मैं आयी? सुचेता बोली । आँगनसे गायका 
दुहना छोड़ वह दौड़ आयी । 

उन्होंने देखा कि एक सुन्दर बालक उनके कुटी-द्वार- 
पर पड़ा कराह रहा है । वालक अति क्षीणकाय है पर 
उसकी आँखोंमें चमक है । वह बहुत धीरे-धीरे केवल 
इतना ही बोल सका 'सुझे टी० बी० है । बाप गरीब है। 
मरनेके लिये यहाँ डालकर चला गया ।? 

कौस्तुभका मन भर आया । वह बोला “भगवान्‌; मेरे 
बच्चेको कौन मार सकता है १? फिर पत्नीसे बोला-“तुम 
दूध उबालकर ठंडा करो और उसमे शहद; नागकेशर 
और दो बूँद दालचीनी डालकर ले आओ । मैं लालको 
विछौनेपर लेटाता हूँ |? 

एक छोटे टीलेपर पीपलके नीचे बाँसकी बनी कौस्तुमकी 
कुटिया बड़ी सुन्दर और स्वच्छ थी । उसमें आगे छान थी 
और दो कक्ष थे और पीछे लिपा-पुता आँगन था । आँगनमै 
छोटी गोशाला थी और एक ओर रसोई । बीचमै तुलसीचौरा 
था । छानके आगे थोड़ी दूरपर केळे लगे थे । दोनों कक्षके 
बीच द्वार था । एकमें धानके पुआलसे दो शय्या तैयार 
की गयी थी, जिनपर गाढ़ेकी स्वच्छ चादरें बिछी थीं। 
रस्सीपर एक शाल टँगा था । कुटियामे तीन चित्र थे; 
प्रार्थना करते हुए ईसाका, छौनेको प्यार करते हरिणीका 
और सोते बालकका | गोका नाम श्यामा था । छोटी-सी 
वह गाय बड़ी अच्छी लगती थी । उसका सफेद बच्चा रोचन 
था । चमकती आँख, सतर्क कान, उछलता शरीर और 
गुच्छेदार पूँछ । 

“बेटा वारीश ! यह घर तेरा है; चळ अपने बिछौनेपर 
लेट जा? कहते-कहते कोस्तुभने सम्हाळकर दोनों हार्थोपर 
पाँच वर्षके बच्चेको उठा लिया और सुचेताके बिछौनेपर 
छिटा दिया | हवाका हल्का-सा झोका आया और पीपलके 
पत्तोमेंस पहली. सूरजकी किरणने कुटियामें प्रवेश किया । 
“वीरन!कों अपना नाम ध्वारीश” सुनकर हर्ष हुआ । बिछौना 
कोमल था और उसपर लेटकर पहली बार सच्ची वत्सलता- 


का उसे अनुभव हुआ । रुँघे गलेसे कहने लगा “पिताजी | मैं 
यहीं रहूँगा । मुझे छोड़ना मत |? 


सुचेता सफ़ेद प्यालेमे दूध लायी । वारीशके शीशपर 





हाथ फेर वह धीरे-धीरे दूध पिलाने लगी | कौस्तुभ एक ओर 
खड़ा आँसू बहा रहा था । बालकका एक हाथ सुचेताके 
गलेमै था | वह दूध पीकर सो गया और ईसामसीहके 
चित्रसे खिसककर माला उसके पास आ गिरी । 


दस वर्ष पहले डाक्टर कौस्तुभ पूनाके टी० बी० 
सेनिटोरियमके सुपरिंटेडेट थे । सुचेता रूसी युवती थी 
और सेनिटोर्यिमर्मे नर्स होकर आयी थी । गुण) खभाव और 
आचरणकी एकताके कारण दोनोंमे स्नेह हुआ और वे दोनों 
कालान्तरमे प्रणयसूत्रमै बैँघ गये । तबसे कौस्तुभ 
सेनिटोस्यिमसे इस्तीफ़ा देकर मैसूरमै कुटिया बनाकर रहने 
लगे थे । संतानहीन दम्पति जीवमात्रकी सेवा करते) मांस- 
मदिरासे दूर रहते और पवित्र जीवन व्यतीत करते । वे 
केवळ असाध्य रोगोंका देशी इलाज करते ये और प्राकृतिक 


.३८० के मानव वही जो-खाथे तज होता पथिक परमार्थका # 











ननक 


चिकित्सकके रूपसे प्रख्यात थे | पर कुटियापर मरीज न देखते | गाती थी--“बीर गया यमलोक मेरा दिल बीराना |? व्ह 
नित्य चार घंटेके लिये मेसूरके सिविल अस्पतालमे काम करने डाक्टर कौस्तुभके सामने लायी गयी और देखा उसने वारीश- 
जाते थे । जनताको उनके प्रति पूज्यमाव था, मरीर्जोको को। वह बालकसे लिपट गयी “लाळ लौट आया । मेरा 
उनकी चिकित्सामै आस्था थी और परमात्माकी उनपर ऐसी बीरन, मेरा लाल | अब न जाना पूत, नहीं तो मैं मर 
कृपा थी कि उनके इलाजमें कोई रोगी मरा न था। आज जाउँगी । स्री बड़े जोरसे आँखे फाड़कर कॉपी और काँप- 
तो उनको वारीशको अपने पुत्रके रूपमै जीबन-दान देना था। कर बेहोश हो गयी । है 

पुत्रवत्‌ परिचर्या और अनुभवगम्य झुभ्रूष्रासे वारीश दो महीनेमै बीरनकी माँ ठीक थी । आज डाक्टर 
दो वर्षमे ही पूर्ण स्वस्थ हो गया | इतना ही नही, उसके कौस्तुभ बड़े अनमने हैं । सुचेता ५ बौखला गयी है | 
शरीरपर एक ऐसा आवरण छा गया कि घातक, संक्रामक कमी बालकके मुँहपर हाथ फेरती है और कमी चित्रमै 
और विषैले रोग उसपर असर ही नहीं कर सकते थे | अतः हिरनीको देख लेती है | उसका वारीश “वीरन? बनकर अपनी 
इस प्रकारके रोगियोंके बीच डाक्टरके साथ वह निर्भय असली माँके साथ जा रहा है | बीरन चला गया और 
विचरण करता था । बह तह्लीनतासे रोगियोंकी परिचयी सुचेता आँखें बंद किये प्रार्थना करती रह गयी । 
करता और उनके रोगको समझनेका प्रयास करता | दो महामानव कौस्तुम और सुचेता अब भी मानब- 

92 x x सेवामे तसर हैं | पर जहाँ-तहाँ उनके नेत्रोमें आँसू छलछला 

वारीश पिताके साथ अस्पताल गया । वहाँ पूर्ण विक्षिप्ता- आते हैं | अब तो अस्पताल दोनों जाने लगे हैं और प्रत्येक 
वस्थामै एक अधेड़ सत्री आयी, कपड़े फाड़ती और बाल रोगीमें उनको अपने वारीशके दर्शन होते हैं। सब है, 
नोचती । वह कमी तो खुब हँसती, कभी रोती और कभी पर बे दोनों अपनी आत्माके सूनेपनको कैसे मिटायें ? 

i 3... 


जगको पुष्पवाटिका 
( रचयिता- श्री १०८ खामी भगवतिगिरिजी महाराज ) 
इस जगकी पुष्प-वाटिकामे, 
कितने ही फूल खिले अब तक | 
उन फूलोकी लेकर सुगन्धि, 
भौर मंडराये गुंजनमें ॥ 


इन सौन्दर्य लताओमे। सरिता सब ओर बह रही हैं; 
लग रही अनेकों कलिय हैं। होकर मदमस्त तरंगांमें । 
इन कलियोका प्रेमिक है बस; निखरे आधार प्रभाका जबः 
चह मानस हंस बगीचेमें॥ हरखाये 


भौरे वन-वनमें ॥ 
उल्लास हो रहा भौरोमें; नित 
श्ंगार निहार छताओंका। लेकर निते सक जा । 
चहुँदिसि झंकार भर रहे हैं; हरात. हे. मस्त, सभी: 
भौरे अनुराग वाटिकामे ॥ जब देखे रंग उता ॥ 
कीड़ाएँ लता कर रही हैं; यु 


जब ज्योति प्रकाशित | 
हिय उरमे निरख छबी उनकी; मिर अंधकार जाता ह 
पास किलकोर करे नभने ॥ बहती उज्ज्वल तरंग उ 


नट , अनुराग पुष्प र 
लेकर शगार बहारोका । त तब शिलते ह 





> 


h:' 


0006 





> मानचताका प्रतीक--सबाँद्यवाद्‌ * 


स्पप्प्प्प्प््प्प्प्स्स्स्प्प्प््््््््््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््य्य्य्््लणणा 


३८१ 








मानवताका प्रतीक-सवोदयवाद 


( केखक--प्रो० श्रीराधाक्गष्णजी शमी ) 


नामकी उत्पत्ति 


सर्वोदयवाद गांधीबादका प्रतीक है । इसके प्रवर्तक 
विश्ववन्द्य महात्मा गांधी हैं । ये वर्तमान युगके सबसे महान्‌ 
व्यक्ति रहे हैं । संसारके इतिहासमें ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ 
है, जो मानव-समाजका इतना प्रियपात्र रहा हो और जिसने 
समाजके विभिन्न अङ्गको इतना प्रभावित किया हो । वे 
मौलिक विचारक, नैतिक योद्धा, राजनीतिक गुरु, वैज्ञानिक 
धर्मसुधारक) आदर्श समाजसेवी, कुशळ लेखक, सफल 
वक्ता और बेजोड जननायक थे। उनका जीवन सत्य और 
अहिंसाका प्रयोगक्षेत्र था और सच्चे अर्थमे वे अजातश थे। 


गांधीजीके प्रारम्भिक जीवनपर दो विदेशियोंका बड़ा 
प्रभाव पड़ा। वे विदेशी रूसके महात्मा यालस्टाय और 


74 इंगलैंडके दार्शनिक जॉन रस्किन हैं। ये दोनों ही उच्चकोटिके 


फ्री 
/«_ 


साहित्यकार भी थे । गांधीजीने इनके लेखोंको पढ़ा और 
मनन किया । रस्किनकी एक पुस्तक (0 the Last 
गांधीजीको बहुत पसंद आयी । उन्होंने सुकरात और 
रस्किनके बिचारोंमै बहुत समता पायी । अन्य लोगोके लाभके 
हेतु उन्होंने रस्किनकी पुस्तकका दूसरी भाषाओमै अनुवाद 
कराया । अनुवाद करानेका प्रधान उद्देश्य यही था कि 
पुस्तक पढ़कर सभी लाभ उठायें--सबका कल्याण हो । अतः 
अनूदित पुस्तकका नाम उन्होंने “सर्वोदय” रखा । गांधीजीके 
जीवनका भी प्रधान लक्ष्य था सबकी सेवा करना--मानव- 
मात्रकी मलाई करना । अतः अपनी विशेषताके कारण अन्य 
वादौकी तरह उनकी भी विचारधारा “गांधीवाद?के नामसे 
प्रचलित हो चली । किंतु गांधीजीको यह नाम प्रिय नहीं 
था, क्योकि वे इसे संकुचित समझते थे । वे अपने सर्व- 
व्यापक सिद्धान्तके ल्यि 'सर्वोदय? नाम अधिक पसंद करते 
थे । धीरे-धीरे गांधीवादके ल्यि 'सर्वोदयका? ही व्यवहार 
किया जाने लगा । २० जनवरी १९४८ ई० को गांधीजी 
शहीद हो गये । उनके मरनेके वाद उनके सिद्धान्तोके ल्यि 
व्सर्वोद्यवाद?का ही अधिक प्रयोग होने लगा । उनकी 
व्यापक विचारधाराको ठीक-ठीक व्यक्त करनेके ल्यि इसी 
शब्दको सर्वाधिक उचित और मान्य समझा गया | १९४८ 
ई० में ही इंदौरमें एक 'सर्वोदय सम्मेलन? हुआ) जिसमें 


“सवोदय-समाज’की स्थापना घोषित की गयी । यह सर्वादय- 
समाज कोई संगठन नहीं है, बल्कि एक बिरादरी है, जिसमें 
समी प्रकारके लोग प्रेममावसे मिलते और विचारविनिमय 
करते हैं । सर्व-सेवा-संघ इसका संगठनात्मक पक्ष है। 


सर्वोदियवादके सिद्धान्त 


सर्वोद्यवादकी विस्तृत छान-वीन करना हमारा उद्देश्य 
नहीं, वल्कि हम इसके प्रमुख तत्त्वोपर ही प्रकाश डालकर 
संतोष करेंगे । अबतक हम कई वादौको सुन चुके है 
जैसे व्यक्तिवाद, साम्यवाद; प्रजातन्त्रबाद) उपयोगितावाद) 
आदर्शवाद,अधिनायकवाद आदि | इन वादोमें कुछमे तो अच्छाई 
है, किंतु कुछ तो बहुत ही बुरे हैं । जिन वादोमे कुछ 
अच्छाई भी है, वे भी मानवमात्रके कल्याणकी कल्पना नहीं 
करते । अतः इनके अन्तर्गत कुछ-न-कुछ लोग उपेक्षित 
रह जाते हैं. । उपयोगितावादमै अधिकसे-अधिक लोगोंकी 
अधिक भलाईकी बात कही गयी है । सर्वादयवाद इन सभी 
बादाँसे परे है। सर्वोदयका अर्थ है सबका उदय--प्राणिमात्रका 
कल्याण और प्रत्येकका पूर्ण विकास ( 1112 ९7९१69 ४००१ 
०६३11 ) | यही इसका लक्ष्य है और इसकी प्रातिके साधन हैं 
सत्य एवं अहिंसा । इस तरह इसके साध्य तथा साधन दोर्नोही 
उच्च कोटिके हैं । इसमें “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? तीनोंका 
सामञ्ञस्य है । सत्य और अहिंसाका अर्थ बड़ा ही व्यापक 
है । सत्य या सत्याग्रहका अर्थ है अपनी आत्माकी पुकारको 
निर्भीक होकर सुनना और उसे अभिव्यक्त करना । इसके 
अन्तर्गत हृदय और मुख दोनोंकी वाणी एक होती है। 
अहिंसाका अर्थ यों तो हिंसा नहीं करना होता है; किंतु यह 
केवल नकारात्मक ही नहीं) सकारात्मक भी है। यह बाह्य 
आचरणका केवळ स्थूळ नियम ही नहीं? बल्कि एक स्थायी 
मनोवृत्ति एवं भावना भी है । यह बुराईके बदले 
बुराई न करना ही नहीं सिंखलाती, बल्कि बुराईके बदले 
मलाई करना भी सिखलाती है, इसील्यि इसे बीरोका अस्त्र 
कहा गया हे । सत्याग्रही स्वयं तकलीफ झेलता है, किंतु 
दूसरोको तकलीफ नहीं दे सकता; वह स्वयं मरता है, किंतु 
दूसरेको मारता नहीं है । इस प्रकार यह स्पट है कि 
सर्वोदयवादर्म संघर्ष, शोषण तथा खार्थका सर्वथा अभाव 


३८२ 








है । माकर्सवादसे दो बातोमे इसका बहुत बडा' मतभेद है । 
मार्क्सवाद वर्ग-संघर्षको स्वीकार करता है तो सर्वोदयवाद 
वर्ग-सामज्ञस्यको । यह समाजके विभिन्न अङ्गौमे सहयोग 
बनाये रखना चाहता है | दूसरे, मार्क्सवाद हिंसापर अवलम्बित 
है, किंतु सर्वोदयवादम हिंसाका कोई खान नहीं । 
सर्वोदयवादमे बाह्यकी अपेक्षा आन्तरिक शुद्धिपर विशेष जोर 
दिया जाता है; यह बाहरी रूपके बदले हृदयका परिवर्तन 
चाहता है । यह कीचड़के लिये कीचड़ नहीं फेकता, बल्कि 
कीचड़को स्वच्छ जलसे धोकर विरोधियोंकी मनोवृत्ति ही 
बदल डालनेका प्रयास करता है । 

संक्षेपमै सर्वोद्यवादी समाजमें स्वतन्त्रता, समानता तथा 
भ्रातृत्वके सिद्धान्त लागू होंगे | रूप; रंग, जाति, लिङ्ग, धर्म, 
श्रम एवं धनके आधारपर कोई भेदभाव नहीं होगा । 
मानवमे दानवताकी प्रत्रत्ति नष्ट होगी ओर मानवताकी भावना 
सबल होगी । मानव मानवको--व्यक्ति व्यक्तिको वास्तविक 
अर्थमे भाई समझेगा और परस्पर प्रेम करेगा । सभी दूसरेके 
अधिकार और अपने कर्तव्यका ध्यान रखेंगे । श्रीतुलसीदास- 
जीका कथन--“सब नर करहिं परस्पर प्रीतीः--सार्थक 
सिद्ध होगा । सम्पूर्ण मानव-समाज एक जाति--एक राष्ट्र 
बन जायगा, जिसमें सार्वभौम भ्रातृत्वके भावकी प्रधानता 
रहेगी । 


सर्वोदयवादकी महत्ता 

उपर्युक्त सिद्धान्तोंके अध्ययनसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सर्वोदयवाद केवळ एक राजनीतिक विचारधारा ही नहीं 
है, बल्कि एक जीवनमार्ग है-जीवनशैली है | यह 
बतलाता है कि मनुष्यको इस संसारमै किस तरह रहना 
चाहिये ताकि वह सुख-शान्तिसे अपना जीवन-यापन कर 
सके । किंतु यह अभी समयसे आगे है, यद्यपि इसकी शरणमें 
गये बिना संसारके सामने अन्य कोई चारा भी नहीं है। 
आजकी स्थिति कितनी भीषण और भयंकर है । मानव 
आकादार्मे उड़ता है) किंतु एश्वीपर चलना और रहना उसे नहीं 
आता । विज्ञानके समस्त साधनोंके होते हुए भी मनुष्यको 
सुख-शान्ति नहीं प्राप्त है । छीना-झपटी, खून-खतरा, भय- 
शङ्काका बाजार गरम है । शक्ति और सत्ता, पाप और 
पाखण्ड) प्रमाद और पीडाका साम्राज्य है । उद्‌भ्रान्त 
मानव शान्तिके लिये भूखा है और भटक रहा है, उसके 
दिल-दिमाग ढुःख-दर्दकी कहानीसे परिपूर्ण हैं | एक कविने 
क्या ही ठीक लिखा है-- 


% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


त ककव 





स्थूळू देहकी विजय आज, 

है जग का सफळ बहिजीबन$ 

क्षीण किंतु आलोक प्राणका, 

क्षीण किंतु मानवका मन ।\ 
इस दुःखमय तथा भयावह स्थितिका कारण क्या है | 
मानवको तमोगुणी प्रकृतिका प्राबल्य--आसुरी प्रवृत्तिका 
विकास और भौतिकताकी प्रधानता । वर्तमान सम्यता उस 
पुष्पके समान है, जो देखनेमै तो बड़ा आकर्षक है, किंतु 
सुगन्धरदित है | जबतक मनुष्यक्री सत्त्वगुणी प्रकृतिका 
विकास नहीं होगा और उसकी सम्यतामें अध्यात्मवादका 
समावेश नहीं होगा, तबतक इस सभ्यताका भविष्य अन्धकार- 
मय समझा जायगा । सृष्टिके प्रारम्मसे अनेक सभ्यताओका 
उदय हुआ है; किंतु वही सभ्यता स्थायी सिद्ध हुई है, 
जिसमें अध्यात्मवाद- नैतिकताका पुट रहा है । वर्तमान 
जडवादी सभ्यताकी सारी बुराइयोंकी रामबाण औषध 
सर्वोदयवाद ही है । बिना इसका नियमित सेवन किये 
मानवसमाज पूर्णरूपेण खस्थ नहीं हो सकता--कदापि 


नहीं हो सकता | यही मानवःप्राणके आलोकको दिव्य और ( 


उसके मनको हरा-भरा कर सकता है । 


सर्वोदयवादकी सम्भावना 


यो तो मनुष्य ही अपूर्ण हे । अतः उसकी कृतियोंमे 
जुटिका होना खामाविक ही है | इस दृष्टिसे सर्वोदयवादमे भी 
कुछ जुटि हो सकती है; किंतु इतना निर्विवाद कहा जा 
सकता है कि जहाँ अन्य बादोमे एक मन त्रुटियाँ हैं, वहाँ 
सर्वादयवादमे एक कण ही त्रुटि होनेकी सम्भावना है । कुछ 
लोग इसे आदर्शमात्र समझते हैं---जिसे व्यवहारमें नहीं लाया 
जा सकता । पर यह उनका भ्रम है। पहले तो यह तर्क 
ही गलत है कि जो चीज अबतक सफल नहीं हो सकी) वह 
कभी भी सफल नहीं होगी | मध्ययुगमे जिसने प्रथ्वीको गोल और 
सूयकी परिक्रमा करनेवाली बतलाया था; उसे मृत्युदण्ड 
मिला; किंतु आज वह सर्वमान्य सिद्धान्त है । इसका 
तासर्य यह दै कि उस समय यूरोपमें सोचने और विचार 
करनेकी स्वतन्त्रता नहीं थी, किंतु आज ऐसी बात नहीं 
है। दूसरे, पहले सभी विचार आदर्शतुब्य ही होते हैं, 
धीरेधीरे वे कार्यक्षेत्रमे उतरते हैं | कई प्रयास और 
असफळताओंके बाद ही तो वायुयान उड़ानेमें मानव सफल 
हुआ है । तीसरे, अतीत और बर्तमान दोनों ही युगोंमे धर्म 


4 


3 


ऋ शानवंसे % 


आआआ 








तथा नीतिके बाहर भी सत्य एवं अहिंसाके सफल प्रयोग हुए 
हैं । डेनियल, सुकरात, प्रह्मद और मीराँबाई सच्चे तथा 
सफल सत्याग्रही रहे हैं, डेनियल तथा सुकरातने राजनीतिक 
क्षेत्रमै और प्रह्माद तथा मीराँबाईने सामाजिक क्षेत्रमै सत्य 
और अहिंसाका प्रयोग किया था । अशोकने अपने शासन- 
कालमें इनका प्रयोग किया और वे मानवसमाजके प्रियपात्र 
बन गये । वर्तमान कालम महात्मा गांधीने इन सिद्धान्तका 
विस्तृत पैमानेपर सभी क्षेत्रोमे व्यवहार किया और पर्याप्त 
सफलता भी प्राप्त की । इन्हींके प्रयाससे भारतका मस्तक 
ऊँचा हो सका है और झान्तिके लिये दुनियाकी दृष्टि इसकी 
ओर आकृष्ट है । चौथे, हिंसा ओर प्रचारके युगमें रहनेके 
कारण कुछ लोग इनके इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि वे इनसे 
ऊपर उठकर सत्य एवं अहिंसाकी बात ही नहीं सोच सकते 
हैं । किंतु उन्हें जानना चाहिये कि जब कोई वस्तु अपनी 
पराकाष्ठापर पहुँच जाती है, तब उसके बाद उसका पतन ही 
होता है । हिंसा और असत्य भी अपनी चरम सीमापर 





३८३ 





पहुँच चुके हैं. और अब इनकी अधोगति निस्चित है | 
अटलांटिक चार्टरकी घोषणामै एक बात यह भी कही गयी 
है कि “विश्वके सभी राष्ट्रोको भौतिक एवं आध्यात्मिक 
कारणाँसे पशुबलका प्रयोग व्यागना होगा? मध्ययुगभें धार्मिक 
असहिष्णुताकी प्रधानता थी और यूरोपका तीसवर्षीय युद्ध 
इसीका अन्तिम बुरा परिणाम था) जिसमें भीषण नरसंहार 
हुआ । अब मानवकी आँखें खुरी) उसने असहिष्णुताको 
विलाङ्जछि दे डाली और सहिष्णुताके युगका प्राइमौब हुआ । 
१९वीं गताब्दीमै राष्ट्रियताका जोर रहा और उस समय 
धर्मके बदले राष्ट्रियताके नामपर खून-खतरे होने लगे । 
किंतु बीसवीं शताब्दीमे राष्ट्रियताकी भी महत्ता घटने लगी 
है और प्रथम महायुद्धके पश्चात्‌ अन्ताराष्ट्रियताका विकास 
प्रारम्भ हुआ है । इसी तरह हिंसा एवं असत्य अपने अन्तिम 
दिन गिन रहे हैं. और मानवसमाज सवोदयवादकी ओर 
धीरे-धीरे बढ रहा है । अभी मंजिल दूर है, रास्ता तय 
करना अभी बहुत बाकी है । 


->>«&<-- 


_ 


यह आश्चर्यं दै, खेलमे भूल तूने किय 


हैं दर्शन सभी, दाशंनिक भी यह 


RCE ES 


मांनर्वस 
( स्चयिता-श्रीबाबूलालजी गुप्त “व्यास” ) 
प्रणव है धनुष, बाण ले आत्माका करो ब्रह्मके लक्ष्यका वेध मानव। 
हो साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न पहले हृदय ब्रह्म-विशानके योग्य कर लो। 
गहो दैवी सम्पत्ति तज आखुरीकोश शुरूपदिष्ट पथपर सदा ध्यान धर ळो। 
न बनना प्रमादी मिलेगी सफलता, यह सिद्धान्त कहते चतुवंद मानव ॥ १ ॥ 
यह संसार अद्भुत बना नाख्यशाला, बने पाच जिसमें सभी आत्माके। 
यह मायानटी मंचकी चालिका दै, वह दै कितु आधीन परमात्माके । 
1 प्रभुसे सस्बन्धःविच्छेर मानव ॥ २ ॥ 
जगत पाञ्चभौतिक खिलौना बना है, भटक जीव जिसमे सदा खेळता है। 
कोई इसको दे करके भव-सिन्छु संशा भँवरमे पड़ा कष्टको झेलता है। 
बना करके श्रीगुरुचरण दीघं नौका तू तर जा उसे, मत करे खेद मानव ॥ ३ ॥ 
है गीता व मानस सदश ग्रन्थ अब भी” तथा उपनिषद्‌ ज्ञान-भण्डार भी हैं। 
( है, तथा संत संसारले पार भी हैं। 
हैं साधन सभी प्राप्त) फिर तेरे सुखपर छलकते निराशाके क्यो स्वेद मानव ॥ ४ ॥ 
जो है कर्मनिष्ठा तो निष्काम बन ले? उपासक दै तो फिर कमा भक्ति-धन ले। 
यह नर-तन मिला है तो दृढ़ साधनासे बने ले 
यह जनता सभी रूप भगवान की दै, तू लख 
प्रणब है धनुष, बाण ले आत्माका करो ब्रह्मके लक्ष्यका वेध मानव ॥ 


जिस तरह अपना कल्याण करले । 
“इयाम? उसको न कर भेद मानव ॥ ५ ॥ 


302४:४५४०४५४५४०४५४५४०४५४४४४कवटन 


+--*०>९छ&०७-०--- 


३८४ 


% मानव वही जो खार्थ तज्ञ होता पथिक परमार्थका * 


शक का ७ तती 
आदश मानव-महिलाएँ 


माता कोसल्या 


श्रीकौसल्याजी जगन्माता हैं--जगदात्मा मर्यादा- 
पुरुषोत्तमने जिन्हें माताका गौरव दिया, जिनके वात्सल्यके 
लिये वे नित्य पूर्ण भी समुत्सुक बने, वे वात्सल्यमयी- उनका 
अपार-असीम वात्सल्य क्या ख-परका भेद मानता है १ 


“श्रीराम वन चले गये और उनके वियोगमे पिता 
परलोकवासी हो गये |? यह समाचार मिला भरतको अपनी 
जननीसे । केकेयीने यह सब अकाण्ड भरतको राज्य देनेके 
लिये किया--यह समाचार जब सुना भरतने--व्यथाका पार 
नहीं था । उन्हें कोई नहीं दीखता था, जो उन्हें आश्वासन दे, 
उनपर विश्वास करे । 


माता कौसल्या-भरत आये और माताने उन्हे अङ्कमे 
भर छिया । अपनी अशरुवर्षासे सांच दिया भरतको । भरत 
आये-उसे जैसे अपने राम मिल गये | सोत कैकेयीके पुत्र 
भरत, श्रीरामको जिनके निमित्त वन मिला वे भरत-- 
माता कोसस्याके अन्तरको ये भाव छू पाते--छि; | 


सच्ची जननी सुमित्रा 


“शाुप्न | अपने नामको सार्थक कर ! तेरा अग्रज प्रभुके 
चरणमै अर्पित होकर धन्य हो गया | लक्ष्मणने मुझे गौरव 
दिया, अब तेरी बारी है | कपिके साथ जा और श्रीरामकी 
सेवामें जीवन देकर कृतार्थ बन | माता सुमित्राका यह 
आदेदा--उन-सी माताके पुत्रके समीप अविनय या अस्वीकृति 
फटकनेका साहस कहाँसे पावे । 


संजीवनोके ल्यि द्रोणाचळ ले जाते समय हनुमानको राक्षस 
समझ भरतने बाण मार दिया था । गिरनेके दो क्षण 
बश्चात्‌ थीमारुतिको होश आ गया । लंकायुद्धका उनसे 
समाचार मिला । लक्ष्मण मेघनादकी अमोध शक्तिके आघातसे 
मूर्छित पढ़े हैं? यह सुनते ही माता सुमित्रा बोल उड. 
“धन्य हो गया लक्ष्मण; किंतु श्रीराम शत्रुके देशमै एकाकी 


हो गये !” अपने दूसरे पुत्र शत्रुध्की ओर देखा 


उन्होंने और आदेश दे दिया उन्हें लंका जानेका | 
सार्थक जननी मदालसा 


बुद्धोसि निरञ्जनोऽसि 
संसारमायापरिवजितोऽसि । 

त्यज मोहनिद्रा 
मदालसा वाक्‍्यसुवाच पुत्रस्‌ ॥ 

नारीका नारीत्व पुरुषको पाकर सफल होता है अर्थात्‌ 
नारी माता बनकर सफळ होती है । किंतु माता बनना ही 
नारीत्वकी सार्थकता नहीं है, नारीत्व पुरुषको मुक्त करके 
सार्थक होता है और वह सार्थकता धन्य जननी मदाळसाका 
निसर्ग स्वत्व हो गया । अपने पुत्रको उसके शैशवमै, पालनेमै 
झलाते समय वे छोरी देती हैं--“अरे) तू नित्य शुद्ध है ! 
शानखरूप है ! समस्त कल्मधोसे सदा पथक्‌ है ! इस 
विश्वप्रपञ्न-प्रवर्तिका मायासे तू सर्वथा अलिपत है | अतः इस 
संसारमै जन्म-मरणके चक्रमे डाळनेवाली मायाका त्याग कर IF 
इस मोह-निद्राको त्यागकर जाग्रत्‌ हो |? 


® ~ 
सच्ची धमपल्ली शेब्या 
पल्ली इसल्यि धर्मपत्नी नहीं कहलाती कि उसे आपने 
इस रूपमै धर्मानुसार ग्रहण किया है | वह धर्मपत्नी इसलिये 
है कि वह आपके धर्म-कृत्योंमे सहचरी है, आपके धर्मकी 
पोषिका है और आपके धर्मकी रक्षिका है । 


'छुद्धोऽसि 


संसारस्वम् 


विश्वामित्रने महाराज हसिश्रन्द्रसे उनका सम्पूर्णं राज्य 
दानमे माँग लिया और फिर भी उस दानकी साङ्गता चाही । 
महाराज ख्री-पुत्रके साथ काशी आये | 


जो एक दिन सम्राट थे, आज वे कंगाल हैं | अयोध्याकी 
महारानी अपने नन्हे राजकुमार रोहिताश्वके साथ आज भरे 
बाजार खड़ी हैं | अब मी दक्षिणा शेष हैं ब्राह्मणकी । 
अर्धमूठितसे महाराज हरिशचन्द्र; किंतु महारानी शैब्या 
धमपली हैं न ! वे पतिके धर्मकी रक्षिका--वे कहती हैं।-- 
“आप सत्यकी निश्चय रक्षा करें | इस सेविकाको बेचकर 
दक्षिणा दें ब्राह्मणको | सत्यकी रक्षा ही परम कर्तव्य है |? 


np 011 उ 


कल्याण स्स 


कौसल्याका भरतपर स्नेह सुमित्राका शत्रुधको आदेश 



















2 
४७22 


2०2 





US 
Te 
IMA Z ); 

Le] < 


he 


मदालसाकी पुत्रको कोरी शैन्याका पतिको प्रबोध 





< 


# द्याळुताका धर्म-बौद्धमत ॐ 


३८५ 











दयालुताका धर्म-बोडमत 


( छेखक--भूतपूर्व महात्रयशास्ता, माननीय जस्टिस यू चान थीन, सर्वोच्च न्यायालयके न्यायाधीश, वमा संघराज्य ) 


राजकीय घरानेके राजकुमार सिद्धार्थ गौतमके भाग्यमें 
लिखा था कि वे या तो विश्व-विजेता होंगे या विश्रके 
उद्धारक । जव उन्होंने देखा कि सभी मनुष्योंकी रोग, जरा; 
दुःख और मृत्युका भोग भोगना ही पड़ता है, तब उन्होंने 


. अध्यात्मका मार्ग अपनाया ॥ इनसे बचनेका एक मात्र 


उपाय उनके ध्यानमै यही आया । 

अपनी महामानवताके ` वशीभूत होकर, मानवमात्रके 
प्रति करुणाकी भावना लेकर, एक नम्र परिखाजकके रूपमे 
वे उस मार्गको हूँढ़नेके लिये निकल पड़े | सुख-भोगका--यहाँ 
तक कि स्त्री ओर बच्चेका वह महान्‌ त्याग व्यर्थ नहीं गया । 
उनको वह पथ प्राप्त हुआ और वे सर्वज्ञ हो गये; ज्ञान- 
सम्पन्न बुद्ध हो गये; अपनी स्त्री और पुत्रको ही नहीं, 
तत्कालीन एवं आगेके भी समस्त मनुष्योंकों वह मार्ग 
और विधि वतलानेमे समर्थ हो गये, जिसको अपनाकर वे 
दुःखसे मुक्त हो सके । निश्चय ही उसके बाद उनके न स्त्री 
रही न पुत्र; क्योंकि फिर तो सारा मानव-समाज ही उनका 
अपना प्रीति-माजन बन गया । 

अतः यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि उनकी महान्‌ शिक्षाका 
प्रत्येक पहल मानवतासे परिव्यात है और आज वह शिक्षा 
मानवताकी एक व्यावहारिक एवं ग्राह्य साधना बन गयी है । 

नम्रता और दृढतापूर्वक बुद्धने इस मार्गका उपदेश 
मानवमात्रको दिया । उन्होंने नम्रता किंतु दृढतापूर्वक 
दिखला दिया कि इस नरलोकमे, अनित्य स्वर्गादि उच छोकोंमें 
तथा निस्य-लोकमें, रोग ओर शोकके अनन्त जीवन-प्रवाहमें 
मनुष्यक्रा ठुच्छ 
उन्होंने दिखलाया कि मनुष्योंको कर्म ओर पुनर्जन्मके 
अटल विधानके द्वारा, उनके किये गये क्रुरःकमाका बहुत 
भयानक परिणाम भोगना पड़ता है | 

मेरा पुत्र, मेरा पुत्र मर नहीं सकता-- 

युगो, सुष्टिके आदिसे नवयुवती माँका यह नेरश्यपू्ण 
विलाप हमको सुनायी देता आ रहा है) बड़ेबड़े महर्लो- 
से लेकर झोपड़ियों तक्मे यह करुण ध्वनि सुनायी देती है । 
अपने हँसमुख और सुन्दर बच्चेकी लाश लेकर किसा गोतमी 
उ औषध हो खोजें भटक रहो थौ, जो उसके बंच्चेको 


मा० अं) ४९-= ३ 


अभिमान और दावे मूर्खतापूर्ण हैं ।' 


पुनः हँसा दे | पागल-सी हुई किसा गोतमीके चूर-चूर हुए 
हृदयकी पीड़ाने उसकी उस बुद्धिको ही हर लिया था, जिससे 
वह जान पाती कि अब उसका बच्चा फिर नहीं हँसेगा । 
लोगोंने कहा--“वह मर गया है, समझती नहीं हो क्या 
बहिन ! वह मर गया है, उसे इमशानमें ले जाकर जला दो 
~ न्तिपु ९ य ० 

ओर शान्तिपूर्वक रहनेकी चेष्टा करो |? 


उसने चिल्लाकर कहा--“यह मरा नहीं है ।? तब 


लोगोंने उसे भगवान्‌ बुद्धके पास भेजा । उसने दर्दमरे 
दिलसे प्रार्थना की--'यह सो रहा है । इसको जगा 


दीजिये; क्योंकि आप जगा सकते हैं !१ 

भगवान्‌ बुद्धसे कम शक्ति-सम्पन्न पुरुष उसके 
जीवित शिझुकी प्रतिमृति उसे प्रदान कर सकता था--एक ऐसा 
बालक; जो पुनः मर जाता; अथवा मातृवियोगकी व्यथाके साथ 
जिसे छोड़कर वह खयं मर जाती । पर यह सान्त्वना होती 
नगण्य; क्योंकि सृष्टिका कोई पदार्थ स्थायी नहीं है और पीछे 
आनेवाले लोगोंको भी उससे कोई सान्त्वना न मिलती । 

भगवान्‌ बुद्धने उसको मृदु शब्दोंमे कहा--*जाओ, कुछ 
सरसोके दाने ले आओ, तभी में तुम्हारी कुछ सहायता कर 
सकता हूँ |? यह सुनकर वह प्रसन्नतापूवेक सरसों लानेके 
लिये दौड़ पड़ी; क्‍योंकि वह जानती थी कि सरसों प्रत्येक 
घरमै मिल सकती है । परंतु भगवान्‌ बुद्धने उसे रोका-- 
(किंतु सरसों उस घरकी होनी चाहिये; जिस घरका कमी मोतने 
मुंह न देखा हो ।? 

भगवान्‌ बुद्धके भीतर जो प्रेममरी दयाकी निधि उसने 
देखी, उसीसे उसका हृदय कुछ शान्त और आश्वस्त हो 
गया था । वह चल पड़ी और प्रत्येक घरके द्वारपर, जब 
वह सरसों माँगती तो लोग खुशीसे उसे दे देते; किंतु जब 
ह मोतक्रा नाम लेती, तब लोगोका हृदय काप जाता । 
उदास होकर और आखोमे आँसू भरकर बे अपनी गाथा 
सुनाते | कोई कहता, 'मेरे पिता मर गये हैं ।! कोई कहता) 
“मेरी माँ मर गयी ।? आगे दूसरे घरपर गयी तो किसीने 
कहा--धमेरी लड़की मर गयी ।? दूसरा बोला--'मेरा बेटा 

मर गया |! 


` तत्रे उसमे जाना कि ऐसा कोई घर है ही नहीं) जिसमें 





३८६ 


# मानव वही जो स्वार्थं तज होता पथिक परमार्थका # 





कोई न मरा हो । वह समझ गयी कि “मौत सबको आती है । 
सब लोग जरूर मरेंगे ओर मेरा पुत्र, ओह ! मेरा पुत्र मर 
गया ।? घीरेसे वह इमशान-घाटपर गयी और पुत्रकी 
अन्त्येष्टि करके चुपचाप भगवान्‌ बुद्धके समीप लौट आयी । 

तभी भगवान्‌ बुद्धने उसे यथार्थ सान्त्वना प्रदान की, 
एकमात्र सान्त्वना, जो प्रज्ञावानको प्रदान की जा सकती है । 
उन्होंने उसको बतलाया कि “किस प्रकार अनेकों पूवजन्मोमे 
उसको अपने प्रिय जनोंका वियोग सहना पड़ा है और 
यदि इस लोकमे उसको सुखद और दीर्घ जीबन भी प्राप्त हो तो 
भी उसे अनेक बार जन्म लेना पड़ेगा और पुनः-पुनः आने 
प्रियजनोंका वियोग सहना पड़ेगा ।? 


उन्होंने उसको वह मार्ग दिखलाया, जो मातृ-स्नेहसे 
भी उच्चतर है, जो जीव मात्रके प्रति प्रेममयी करुणाका 
मार्ग है और जो मार्ग सब प्रकारकी आशा; भय, अभिलाषा 
और इच्छा द्वेषक़रे जंजालको पीछे छोड़ जाता है । 


यहाँ उन्होंने एक शाश्वत शिक्षा प्रदान की, जिसके 
फलस्वरूप मनुष्य अहंको भूलकर उसके ऊपर उठ जाता है। 


पापीको भी 


शक्तिशालिनी प्रथ्वीके समान महान्‌ और विशाल, गङ्गाके 
समान अथाह और गम्भीरः प्रेमभरी दयालताके विचारोंकी 
सबके ऊपर--यहाँतक्र कि दुष्ट मनुप्यके ऊपर भी निर्बाध 
बृष्टि करनी चाहिये | यह शिक्षा भगवानने मोलिय फग्गुन- 
को उस समय दी थी, जब लोगोंको कुछ भिक्षुणियोंकी निन्दा 
करते देख वे असंतुष्ट और क्रुद्ध होकर भगवानके पास 
गये और वाद-विवाद प्रारम्भ कर दिया । भगवान्‌ बुद्धने 
उनको काली नामकी एक दासीकी कथा सुनायी, जो एक 
दिन अपनी ग्रहस्वामिनी वेदेहिकाकी परीक्षा ठेनेके उद्देश्यसे 
देरसे सोकर उठी और जत्र ग्रहखामिनीने उसे डॉटना 
प्रारम्भ किया तो उसने अभद्रतापूर्वक उत्तर दिया । ग्रह- 
स्वामिनी वेदेहिका दयालता और शिष्टताके लिये प्रसिद्ध थी 
तथा नम्रता और शान्तिकी मूर्ति मानी जाती थी | कालीके 
मनमै एक नटखट विचार आया--'हो सकता है कि उसका 
कभी किसीने विरोध नहीं किया, इसाल्यि वह गुणवती 
मानी जाती हो; हो सकता है उसके भीतर मी क्रोध छिपा 
हो । कालीने उस दो ट्रक जवाब दे दिया । निश्चय ही इस- 
पर ग्रहस्वामिनी अप्रसन्न हो गयी और जब दासीने फिर 
उसे परीक्षाकी कसोटोपर कसा तो उसने दरवाजेकी छ्ड़ 





== == 
उठाकर दासीके सिरपर दे मारी | काली लहूलुहान चेहरा 
लिये बाहर निकल, पड़ी और गाँवमे जाकर निन्दा करने 
लगी । फिर क्या था) वेदेहिकाकी ख्यातिपर पानी फिर गया । 
भगवान्‌ बुद्धने सावधान किया--“वबैसा व्यवहार मत 
करो |? उस अवसरपर उन्होने अपने भिक्षुओंसे कहा कि यदि 
उनके मित्रपर भी कोई डंडो और ढेलोंकी बौछार करे तो उन्हे 
सौम्य बने रहना चाहिये और आक्रमणकारियोंपर प्रेम-पूरित दया. 
के विचारोंकी दृष्टि करना चाहिये--यहातक कि यदि दुष्ट लोग 
हाथमे आरा लेकर उन्हे चीर डालें तो भी उन्हे 
प्रेममय दयाके विचारोंकी ही दृष्टि करनी चाहिये । बुराईके 
बदले भलाई करनेका एक यही मार्ग है । “भ्रातृत्व'से तथा 
“मानत्रता?से साधारण मनुष्य जो अभिप्राय लेता है, यह मार्ग 
उससे भी आगे जाता है । भगवान्‌ बुद्धके ही दाब्दोंमे-- 


“यदि डाकुओ और अत्याचारियोके आरा लेकर अङ्ग- 
्त्यङ्गको चीर डालनेपर भी किसीके मनमै विकार आ जाता 
है तो वह मेरा सच्चा अनुगामी नहीँ है । यहाँ तुम इस प्रकार 
शीलवान्‌ बननेकी साधना करो--*हमारा मन विकृत नहीं 
होगा । हम कुवचन नहीं बोळेंगे | हम हृदयको ईर्ष्या- 
देषसे शून्य रखकर) मनको सद्भाबनासे पूर्ण रखकर सचिन्तन- 
में रत रहेंगे सद्भावनापूर्णं विचारोंसे हम उस आततायीको 
परिप्डत करते रहेंगे और उस मैत्रीभावनाको अपने 
बिचारका विषय बनाये रहेंगे | हम सम्पूर्ण जगतको 
बैर और विद्वेपसे शून्य, व्यापक, उन्नत और असीम 
सद्भावनापूर्ण विचारोंसे परिव्याप्त करते रहेंगे | निश्चय इसी 
प्रकार तुम्हे अपनेको साधना चाहिये ।? 


जो रोगीकी परिचयों करता है, वह मेरी 
परिचयो करता है । 


__ एकमठमै जाकर भगवान्‌बुद्धने देखा कि एक बीमार भिक्ष 
मलेकुचंछे कपड़ोमे चटाईपर पड़ा कराह रहा है और कोई 


` उसकी देखभाल नहीं कर रहा है। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो 


रहा है। दूसरे मिक्षुओंने उत्तर दिया कि वे अखण्ड रूपले ध्यान: 
की साधना कर रहे हैं, जिससे संसारके चक्रसे निर्वाण मिले; 
इसलिये वे उस उच्च स्थितिको प्राप्त करनेके मार्गमे कोई 
बाधाको नहीं सह सकते, जहासि संसारके जंजालमै पड़े 
हुए लोगोंको वे भलीमाँति सहायता पहुँचा सकेंगे । 


इशा अवसरपर भगवान्‌ बुद्धने अनाचारके जालसे 


जज 


ॐ स्रान्त मानच ॐ 





बचनेके लिये स्वीकार किये हुए कठिन परिश्रमके जीवनमै 
च्यानके द्वारा संतुलन लानेकी शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि “कोई 
आदमी जो स्वयं कीचड़मे पैसा हुआ है, कीचड़मे फँसे दूसरे 
आदमीको निकाल सके--यह बात समझके बाहर है; परंतु 
यह खूब सम्भव है कि जो स्वयं मुक्त हो चुका है, वह दूसरे- 
को भी मुक्त कर दे । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि (हमें 
मानव-गुणोंको नहीं भूल जाना चाहिये |! उसी अवसरपर 


उन्होंने कहा था कि “जो रोगीकी सेवा करता है, वह मेरी ' 


ही सेवा करता है ।' 
एक पुरानी कहावत है | बात बहुत कड़ी है, तथापि 
बहुधा सच उतरती है कि “संसारके ज्ञानी पुरुषोंने अपना 


३८७ 








अधिक समय मलेमानसोके द्वारा की गयी क्षतिकी पूतिमे 
लगाया है |? शुभ कर्म और बिवेकमें संतुलन रखना आवश्यक 
है । इनमें एकके बिना दूसरा व्यर्थ है । निस्संदेह पूर्ण विवेकः 
का अर्थ ही है उत्तम झुम कर्ममे प्रबृत्ति । एक भला आदमी 
दूसरेके बचानेकी चेष्टा करते हुए भी उसको हानि पहुँचा 
सकता है; एक बुद्धिमान्‌ आदमी दूसरोंकी सहायता इस 
उद्देश्यसे करेगा कि उसकी यथार्थ रक्षा हो और वह अन्य 
लोगोंकी भी सहायता तथा रक्षा करनेमै समर्थ हो । 

यह अतिमानबता है । भगवान्‌ बुद्धने इसीकी शिक्षा 
मानव-जातिको दी है तथा उस मार्गको दिखाया है, जो 
प्राणीको दुःख-द्रन्द्वसे ऊपर ले जाता है । 





श्रान्त मानव 
( स्चयिता-श्रीब्रजकिशोरजी वर्मा ) 
(१) (५) 
किस अतृप्त प्याससे आकुल: चला यन्त्रको दाख बनाने, 
पशुताके विकासके क्रममे । यन्त्र उसीको दास बनाया। 
निज शोणितकी लीक बनाता, अपने ही  शास्त्रासे घायल, 
मानच चला प्रगतिके अममे ॥ लो मानव तड़पा अकुलाया॥ 
(२) (६) 
चन मरु पर्वत चीर चला वह, अपने ही शास्रांसे घायल, 
प्रकृति विनय मदमे इतराया। अपने ही शोणितका प्यासा। 
कितु हाय कैसा विधान रे, मिटने लगी कला संस्कृति सब, 
बह अपनेपर विजय न पाया ॥ मिठी नहीं कलुषित अभिलाषा ॥ 
(३) (७) 
ध्वनि गति किरणाभाको नापा, ओ अन्तरके गांघी बोलो, 
नाप लिया पत्तांका सिहरन। महानाइाके क्र प्रहरमे । 
अरे मोन वह समझ न पाया” मानव क्रन्दन गूज रहा क्यो, 
अपने उरका क्रन्दन धड़कन ॥ शत शत ज्वाला गिरिके खरमे॥ 
(७) (2) 
उड़ा गगनमे धरा छोड़कर” गहन निशा है, श्रान्त पथिक वह, 
क्षुद्र खार्थको छोड़ न आया। है केवल बस एक सहारा। 
थाइ लिया उस अतल सिन्धुको, देख रहा है दूर क्षितिजपर” 
एक अश्रुकण थाइ न पाया॥ सत्य अहिसाका धुव तारा॥ 


—— = SS 


३८८ 


च्य्स्स्ध्य्य्थ्श्थ्ख्य्ल्श्स्प------ 





$ मानव वद्दी जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





अन्य धर्मोके प्रति बोडोंकी मनोवृत्ति 


( केखक श्रीहाजिमे नाकामुरा, प्राध्यापक भारतीय एवं बौद्धदर्शन, टोकियो विश्वविद्यालय, जापान, प्रेसिडेंट इंडिया-जापान सोसायटी ) 


अति प्राचीन कालसे बौद्धधसमै सहिष्णुताका एक प्रमुख 
स्थान रहा है । उसका यह गुण बोद्धधर्मके दोनों प्रमुख 
सम्प्रदायों--महायान और हीनयान ( थेरावाद ) मै दृष्टि 


गोचर होता है । प्राचीन बौद्धधर्म सहिष्णुताकी भावनासे 


ओतप्रोत था । बौद्धधर्ममै सत्यकी अनुभूतिका जो मार्ग 
बतलाया गया है; वह विरोधी मतोंको मिथ्या बताकर उनका 
निराकरण करके नहीं) बल्कि उनको उसी सत्यके दूसरे 
रूपमे ग्रहण करके । यद्यपि एशियाके अनेकों देशोंमे बौद्ध 
धर्मकी प्रधानता रही, तथापि बोद्धांके द्वारा दूसरे धर्माव- 
लम्बियोके उत्पीडनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता । 
उन्होंने कभी धर्मयुद्ध नहीं किया । दृढ़ बिश्वासके साथ-साथ 
सहनशीलताका होना बहुत कठिन है । परंतु स्वयं बुद्धने तथा 
उनके अनेकों अनुयायियोंने इस प्रकारकी सहनशीलता 
उपलब्ध की थी। 


बौद्धलोग साधारणतः अन्य धमाके प्रति, चाहे वे 
बहुुदेववादी हो) एकेश्वखादी हो अथवा अनीश्वरवादी-- 
अपने उदारतापूर्ण व्यबद्दारके ल्यि प्रसिद्ध होते दँ । यह 
विशेषता सभी बौद्ध देशोमें देखी जाती है । बोद्धलोग, 
अपरिपक्क या बिकसित, किसी भी नेतिक ओर दार्शनिक 
प्रणालीकी सत्यताकी स्वीकार कर लेते हैं, यदि बह मनुष्यको 
अन्तिम लक्ष्यकी ओर, कम-से-कम कुछ दूर भी (ले जानेमे 
समर्थ हो । 


एशियाके देशोमे आदिवासियोंके निन धमोंमे नास्तिकता- 
को स्पष्ट रूपमे स्वीकार नहीं क्रिया गया है, बोद्धधर्मने उनके 
साथ सहिण्णुताका बर्ताव किया है । लङ्का ब्रह्मदेश, कम्बोडिया, 
इयाम और लाओस आदि हीनयान (थेरावादी ) देशोंमे बौद्ध- 
समाजके धार्मिक उत्सवोमे बहुत-से हिंदू देवताओंका समावेश कर 
लिया गया है और बहुत-से बौद्ध आज भी उनःउन देशोके 
प्राकृतिक देवी-देवताओंसे सम्बद्ध उत्सवों एबं प्रथाओंको मानते- 
मनाते हैं । चीनमें तो बौद्धधर्म ताओवादकी कई मान्यताओं 
और प्रथाओंकरे साथ सचमुच घुलमिल गया है, वट्दाके बहुत-से 
चैत्य आधे बौद्ध तथा आधे ताओवादके प्रतीक हैं । इसी 
सददिष्णुताके परिणामखरूप चीनमें विभिन्न बौद्ध सम्प्रदाय इस 

मिळजुल गये ई कि उनको आज अलग-अलग पहचाना 


नहीं जा सकता । तिब्बतमें भारतीय भिक्षु शान्ति रक्षित 
( अनुमानतः ६८०-७४० ई० ) ने, जिन्होंने एक प्रकारसे 
वहाँ लामा धर्मकी स्थापना की थी, वोनधर्मके बहुत-से देवी- 
देवताओंको बौद्धधर्मकी सैद्धान्तिक अखण्डतापर कोई आँच 
लाये बिना तान्त्रिक संरक्षक देवताओंकी निम्नतम कोरिमै 
सम्मिलितकर बोनधर्मके साथ समन्वय स्थापित किया था । 
उन्होने बोन-सम्प्रदायमै प्रचलित पशुवलिको हटाकर उसके 
स्थानमै प्रतीक'पूजाकी स्थापना की और जादू-रोनाके स्थानमै 
आन्तरिक शुद्धिकी शिक्षा दी । यह पद्धति भगवान्‌ बुद्धकी 
सहनशील मनोवृत्तिके अनुरूप ही थी । 

जापानमें भी स्थानीय देवी-देवताओंक्रे साथ उसी 
प्रकार व्यवहार हुआ, जैसा तिब्बतमै हुआ था । जापानमें 
बोद्धधर्मके प्रवेदाके पश्चात्‌ करीव दो दाताब्दियातक उन्हें एक 
प्रकारसे निम्न स्थान दिया गया; परंतु देइआन संवत्‌ अर्थात्‌ 5 
७९४० के बादसे उनका स्थान क्रमशः ऊँचा होता गया और 
वे बुद्ध तथा बोधिसच्वोंक्रे अवतार माने जाने लगे | आजकल 
साधारण जनता बोद्धोंके देवपुरुषों तथा रिन्तोमतके देवताओंमें 
कोई अन्तर नहीँ मानती । प्राचीन कालमें जापानमें बहुत थोडे 
चेत्य रहे होंगे, जिनकी सीमाके भीतर ऐसे देवालय न बने 
हों, जहाँ बौद्ध पुजारी प्रातः और सायंकालीन सूत्रपाठ तथा 
मन्दिरके देवी-देवताओंकी गिन्तो पुजारियोंक्रे साथ सेवा-पूजा 
न करते रहे हो | अधिकांश जापानी लोग शिन्तो मन्दिरा 
प्रार्थना करते हैं और साथ ही कोई भेदभाव रखे बिना, 
बौद्ध मन्दिरोमे भी प्रणाम करने जाते हैं और इसमें कोई 
बिरोध नहीं मानते | जापानके ब्रहुतःसे कुलीन लोग अपने 
बच्चोंको ईसाई बिद्यालयोमे पाश्चात्य संस्कृतिकी रिक्षा ग्रहण 
करनेके लिये भेजते हैं, यद्यपि वे फिर भी बौद्ध ही रहते है । 


9 ४७ 
उपर्युक्त मनोवृत्ति प्राचीन ब्रौद्धधर्मके मौलिक दृष्टिकोणके 
आधारपर बनी दै । उस समय जितने भी दार्शनिक प्रश्नोपर 
विचार होता था, गोतम बुद्धने उनका कभी कोई निश्चयात्मक 


, उत्तर नहीं दिया । उन्होंने दार्शनिक विवादोंमे पड़ना ही नहीं 


हा । उनके सिद्वान्तके अनुसार) दूसरेदूसरे धर्मा एवं 
दशनोके जो विभिन्न विचार हैं, वे उस पर्णतम निर्विशेष 
तत्तके आंशिक प्रकाश हैं, जो हमारी समझके परे दै | अतएव 


है 


आई अल ला ळा 


Badin satan 


% वाद्शादोका वादशा ॐ 


eee 











rr : 


जैसे स्वयं अन्धकारमे पड़े हुए अंधे भिखारी आपसमे लड़ा 
करते हैं, बैसे ही आध्यात्मिक विषयोकी लेकर विवाद करना) 
संकीर्णता और मतान्धताके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । 
अतएव हमें विवाद न करके एक दूसरेका आदरसत्कार करना 


३८९ 


MS VP क प स्ने 








चाहिये । यही कारण है कि बौद्धधर्म सहिष्णुताकी भावनासे 
भरा है । अतः बौद्धधर्म ही एक ऐसा विश्ववर्म माना जा 
सकता है, जिसका प्रसार शक्तिके द्वारा नही, वरं केवल 
उपदेशोंके बल्पर हुआ है । 


BE 


बादशाहोंका बादशाह 


( हेखक--श्रीइयामनन्दनजी शास्त्री ) 


तानपूरेपर तानसेनकी अँगुलियाँ थिरकीं और जादू-सा 
छाने लगा, फिर उसका मधुःधुळला गला । आसःपासकी 
चेतन वस्तुएँ भी जड प्रतीत पड़ने लगीं) वह ऐँडियोके 
बळ नितम्बोंको स्थिरकर आँखें बंद किये राग अलाप 
रहा था । अकबरके गरीरमै रह-रहकर सिहरन छा जाती 
थी । श्रोता विस्मय-विमुग्ध थे । 


संगीतका कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मुगळसम्राट्ने 


पूछा---“तानसेन ! क्या तुमसे भी 
सकता है १? 


कोई अच्छा गा 


“जी हाँ, जहॉपनाह !?--तानसेन बोला--“अपने गुरुकी 
तुलनामें) में उनके चरणोंकी धूल मी नहीं ।? 


“अच्छा !--सम्राटके विस्मयका ठिकाना न रहा 
“हम एक दिन उनका भी सङ्गीत सुनना चाहते हैं ।? 


“पर वे किसीको सुनाते नहीं हजूरे आलम !!--चिन्तित 
हो तानसेनने कहा । 


पर अकबरके हृदयम तीव्र लालसा जाग चुकी थी । 
तानसेनने एक तदवीर सोची । फिर सम्राट्के साथ गुरु 
महाराजकी निवासभूमिमे चला । सुरम्य उपवन; हरे पादपों- 
की लम्त्री सघन श्रेणी, उत्तर भागमें लता-वळयित सुप्रमा- 
सेवित पर्णकुटीर |--अकबर भेष बदलकर नंगे पाँचौं साथ 
आया था । दरख्तोंकी आइमै छिपकर उसे बेठनेकी सलाह 
देते हुए तानसेनने पर्णकुटीरकी ओर अंगुलीसे निर्देश किया | 
स्वामी हरिदास समाधिस्थ थे । 
सम्राट वहीं छिपकर बैठा रहा । कान खडे थे । 


तानसेन बाहर निकछा और पास आकर खामीके पावन 
चरणोंपर माथा टेक दिया उसने । 


“कौन तानसेन (?--स्वामी हरिदासकी आँखें खुल पर्डी | 
अधरोंपर मन्दहास्य नर्तित हो उठा--“कहो) स्वस्थ-सानन्द 
हदो न १? 

“जी हाँ?-तानसेन श्रद्धानत खड़ा रहा । 

(किस उद्देव्यसे आना हुआ ?'--खामीने आगे पूछा। 

“जी १--बह बोला--“आपने वह जो राग विशेष 
बतलाया था न; मैं उसे भूल गया हूँ गुरुदेव !? 

“कोई बात नहीं?--स्वामी हरिदास बोले“ में अमी बतला 
देता हूँ । पर पहले तुम ही गाओ? देखू कहाँ भूलते हो !? 

तानसेनने तानपूरा उठा लिया और जान-बूझकर गळत 
राग अलापने लगा । स्वामी हरिदासने रोका और तानपूरा 
हार्थोमे ले लिया । फिर अंगुलियाँ फिरने लगीं । तारोंमे 
कम्पन छाना था कि चराचर झसने लगा | संगीत मूर्त हो 
पवन-तरंगोपर तैर रहा था । 


तानसेन उठकर सम्राटके पास आया । देखा-अकबर 
मूच्छित पड़ा है । पास ही खच्छ सरोबर था | पर्ण-पुटोमे 
जळ लाकर उसने छोटे मारे तो वह होगमै आने लगा जैसे 
किसी सुहावने सपनेसे जाग रहा हो । 

“कहिये, आपने सुना जहाँपनाह !?--तानसेनने पूछा) पर 
अकबर टुकुर-ठुकुर ताकता भर रहा । 

“तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते तानसेन ११ सम्राट्ने 
कुछ ठहरकर पूछा । 

धै बादशाहको खुझ करनेके ल्यि गाता हूँ जहॉपनाह!-- 
तानसेनने एक दीर्घनिःस्वास छोड़ी--पर मेरे गुरुदेव उसे 
खुश करनेके लिये गाते हैं, जो बादशाहोका बादशाह है !! 


अकबरकी आँखें विस्मयसे फैल गर्यी | 


ST 


३९० 





% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमा्थका # 





न २. 


बोधम मानवता 


( छेखक--श्रीरासमोहन चक्रवर्ती एम्‌०८०) पुराणरत्न, विद्याविनोद ) 


बौद्धधर्ममै साधककी रुचि और अधिकारभेदसे त्रिविध 
यान या साधनमार्ग प्रचलित हें । जेसे--( १ ) श्रावक 
यान ( २ ) प्रत्येक बुद्धयान तथा ( २ ) बोधिसत्त्व 
यान । श्रावकयानका साधक अपने दुःखके नाशके लिये 
योग्य कल्याण-मित्र या गुरुसे साधन ग्रहण करके अहत्‌ 
पदकी प्रासिकी चेष्टा करता है । उसकी साधनाका मुख्य लक्ष्य 
होता है बोधि या परमार्थ-ज्ञान प्राप्तकर दुःखोंसे निवृत्ति 
सम्पादन करना । जो साधक गुरुके उपदेशके बिना ही अपनी 
निजी प्रतिभासे उत्पन्न ज्ञानके बलसे साधन-पथमै अग्रसर 
होकर बोधिकी प्रास्तिमें समर्थ होता है, वह प्रत्येक बुद्ध 
( पच्चेक बुद्ध ) कहलाता दै । इस श्रेणीके साधक सिद्धि 
प्राप्त करके भी दुःखद्वन्द्वमय संसारसे दूर रहकर निर्जनमे 
ध्यान-समाहित अवस्थामै विमुक्ति-रसके आस्वादनमे रत 
रहते हैं । जनसमाजमे लौटकर जनताको बोधिमार्गमे 
प्रवर्तित करनेके लिये बाह्य कर्ममें प्रवृत्त नहीं होते । 
. 'पच्चेक बुद्धा सयमेव बुज्झन्ति, परे न बोघेन्ति!-- 
प्रत्येक बुद्ध खयं ही बोधि प्राप्त करते हैं, दूसरोंको बोधिका 
उपदेश देकर प्रबुद्ध नहीं करते । बोधिसच्वन्यानके साधक 
केवल अपनी ही दुः्ख-निब्वत्तिके लिये बुद्धत्वकी प्राति नहीं 
करना चाहते । सब जीवोके क्लेशनाशको उद्देश्य 
बनाकर वे तपस्या करते हैं | बुद्धत्व प्रात करके वह 'सत्त्वार्थ 
क्रिया? या सब जीवोंके हित-साधनमे अपनेको लगा देते हैं। 
बोधिसच्व-यानका अवलम्बन कर जो बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, 
उनके सम्बन्धमे कहा गया है कि बुद्धा सयमेव 
बुन्झन्ति, परे च बोधेन्ति? । बुद्धलोग स्वयं भी बोधिकी 
प्राप्ति करते हैं और दूसरोंको भी बोधिका उपदेश देकर 
प्रबुद्ध करते हैं । 

श्रावक और प्रत्येक बुद्धयान साधारणतः “हीनयान? के 
नामसे और बोधिसत्त्-यान “महायान? के नामसे पुकारा 
जाता है । इन दोनोंके आध्यात्मिक दृष्टिकोणके भेदको 
स्पष्ट करनेके लिये श्रीमद्धागवतका एक 'छोक यहाँ उद्धृत 
किया जाता है । भक्तराज प्रहाद भगवान्‌ श्रीनसिंहजीसे 


कहते दै 
प्रायेण देव सुनयः स्वविसुक्तिकामा 
मनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । 


नैतान्‌ विहाय 
नान्यं त्वदस्य 


कृपणान्‌ विमुमुक्ष एको 
शरणं श्रमतोऽनुपञ्ये ॥ 
( श्रीमद्भा० ७।९।४४ ) 


“हे देव ! मुनिलोग प्रायः अपनी मुक्तिकी कामनासे 
मौनावलम्बन करके निर्जन प्रदेशमे विचरण किया करते 
हैं, उनको परोपकार करनेकी निष्ठा नहीं होती | इन सब 
दीनजनोंको छोड़कर में अकेला मुक्ति प्राप्त करना नहीं 
चाहता । इस संसारमै मनुष्य नाना प्रकारकी अवस्थाओंमे 
पड़कर केवल भ्रमता रहता है, इस प्रकारके विभ्रान्त लोगोंको 
तुम्हारे बिना और कोई आश्रयदाता नहीं ।” 

इस शछोकमें कथित मुनिगण, जो अपनी मुक्तिकी कामनासे 
साधना करते हैं, परंतु परोपकार-रत नहीँ होते, बौद्धशास्रेमि 
इस प्रकारके साधकोंको ही श्रावक और प्रत्येक बुद्ध नामसे 
पुकारते हैं और जो लोग अकेले मुक्ति प्राप्त करना नहीं 
चाहते, परंतु सर्वप्राणियोंके दुःखनिवारणमें प्रयत्नशील 
हैं, बौद्धगास्राँमै वे ही बोधिसत्त्व नामसे पुकारे जाते हैं। 
बुद्धत्वकी प्राप्तिके लिये बोधिसत्व निम्नलिखित संकल्प 
लेते हैं 

“बुद्धो बोध्येय्युं, मुत्तो मोचेय्युं, तिन्नो तरेय्युं’ । 

4 मैं बुद्ध होकर दूसरेको भी बोधिकी प्रातिमे सहायता 
करूगा । खयं मुक्त होकर दूसरेको भी मुक्त करूँगा, 
स्वयं संसार-सागरसे उत्तीर्ण होकर दूसरेको भी उत्तीर्ण करूँगा। 

बोधिसत्व ओर मानवताका आदर्श 

भगवान्‌ गौतम बुद्ध अपने बुद्धत्वकी प्रातिके पूर्व 
अनेको जन्मोर्मे 'बोधिसत्त्व/ ( भावी-बुद्ध ) अवस्थामे ये । 
उन जम्मेंमे उन्होंने जीर्वोके हित-सुख-सम्पादनके 
लिये नाना प्रकारके खार्थत्याग, यहातक कि अपने 
प्राणोतककी बलि प्रदान कर दी थी । “जातक? अन्थमै वर्णित 
ण ोधिसत्त्वके आदर्शका ऐसा 
वा सचा धमकी महायान-शाखामें बोधि- 
सतासी पे तर शुरुत्व प्रदान किया गया है 

[के आदर्शके रूपमै प्रतिष्ठित हुए हैं । 


“बोधिचर्यावतार” ग्रन्थकी टीकार्मे आचार्य प्रशाकरमति 


rrr 


र्ग 


pe 


नेद्धध म 
% बीद्धधमेमे मानवता ॐ 


TO MS IDES UC 





३९१ 





“बोधिसत्त्व” शब्दका इस प्रकार अर्थ निर्धारण करते हैं 
“बोधौ ज्ञाने सत्व अभिप्रायोऽस्येति बोधिसत्त्व: 
( बोषिचयोवतार-पश्चिका प० ४२१ ) 
बोधि अर्थात्‌ परमार्थज्ञानकी प्रासिमें जिसका सत्त्व या 
अभिप्राय है, वही बोधिसत्त्व है । बोधिकारक धर्मेमिं 'महा- 
करुणा? को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है । इसी 
बोधिसत्त्वकी प्रथम चर्या या आचरणीय है--“मद्दाकरुणा'। 
( क ) महाकरुणा 
“आर्यगयशीर्ष” नामक महायान-सूतरग्रन्थमै एक प्रश्न 
आता है- है मंजुश्री ! बोधिसत्त्वोकी चर्याका प्रारम्भ 
कैसे होता है! उसका अधिष्ठान अर्थात्‌ आलम्बन 
क्या है!” 


कारण 


'मंजुश्रीराह-— 
महाकरुणारम्भा देवपुत्र बोधिसच्वानां 


चयी सस्वाविष्टानेति दिस्तरः। 


मंजुश्रीने उत्तर दिया--े देवपुत्र ! बोधिसर्डोंकी 
चर्या महाकरुणासे आरम्भ होती है तथा दुःखार्त जीवोंको 
आलम्त्रन करके इस करुणाकी प्रद्ृत्ति होती है |? 
आर्यधर्मसंगीति? नामक “महायानस्रन्थमे कहा है 
कि ब्रोधिसच्वके ल्थि बहुत धर्मशिक्षाकी बात अनावश्यक है। 
बोधिसत्त्वको केवळ एक धर्म स्वायत्त करना आवश्यक है। 
उसके हस्तगत होनेपर सारा बुद्धधर्म ही हस्तगत हो जाता 
हे । जिस ओर महाकरुणाकी प्रवृत्ति होती है, उधर ही 
समस्त बुद्धधर्मकी प्रवृत्ति होती है । जेसे जीवितेन्द्रिय 
( प्राण ) के रहनेपर अन्यान्य इन्द्रियोकी प्रबृत्ति होती दै? 
उसी प्रकार “महाकरुणा'के रहनेपर बोधिकारक अथवा 
बोधिपाक्षिक धर्माकी प्रवृत्ति होती है ।? 
( बोधिचर्यावतार-पश्ञिका १० ४८६-४८७ ) 
समस्त जीवौका हितसुख-सम्पादन दी बोधिसत्त्वका 
जीवनःत्रत है । जीवके दुःखमे ही वे दुःखित रहते हैं; जीवका 
सुख ही उनका सुख है । दूसरोंके दुःखके निवारणके पवित्र 
ब्रतका उद्यापन करनेके लिये बोधिसत्त्व चरम आत्मत्याग 
करनेको सदा प्रस्तुत रहते हैं । महायान-शात्रमे लिखा हि 
कि अवलोकितेश्वर और मंजुश्री अबतक बोधिसत्त्वके रूपमे 
अवस्थित हँ सब जीर्वोको निर्वाणके पथमे सद्वायता करनेके 
उद्देश्यसे | जबतक विश्वके कुदा तिक्षुद्र प्राणीको दुःखे मुक्ति 


नहीं मिल जाती, तबतक बोधिसत्त्व अपनी मुक्तिकी कामना 
नहीं करते । आचार्य शान्तिदेव ( ईस्वी सातर्वी शताब्दी ) 
ने ध्वोधिचर्यावतारः तथा 'दिक्षा-समुच्चय' नामक ग्रन्थमें 
बोधिसत्वके जीवनादश और साधनाका गम्भीर और उदात्त 
विवरण प्रदान किया है तथा बोधिसच्वके महामेत्री और 
महाकरुणाके आदर्शको मानवताके विकासके लिये बहुत ही 
आवश्यक बतलाया है । महामैत्री और मद्दाकरुणाके सम्बन्थमे 
आचार्य शान्तिदेव कहते है-- 
कतमा बोधिसस्वानां महासेत्री ? आह--यत्कायजीवितं 
च सर्वकुशलमूल च सर्वसखानां निर्यातयन्ति, न च प्रतीकारं 
काङ्क्षन्ति । कतमा बोद्विसत्त्वानां महाकरुणा ! यत्पूर्वंतरं 
सर्वाना बोधिमिच्छन्ति नात्मन इति। ( शिक्षासमुच्चय ७ ) 
त्बोधिसरवीकी महामैत्री क्या है १--जिनमें यह महामैत्री 
उत्पन्न हो गयी है, वे अपने देह; अपने जीवन, अपने सर्व 
कुदालोंके मूलपर्यन्त, सत्र कुछ जीव-जगतूको दान कर देते 
हैं, तथापि उसके बदलेमें कुछ नहीं चाहते । बोधिसत्त्वोंकी 
सहाकरुणा क्या है १- वे सर्वप्रथम जगतूके सब प्राणियोंके 
ल्यि वोधिकी आकाङ्खा करते हैं; अपने लिये नहीं । _ 
इन महाकारुणिक बोधिसत्त्वांका सर्वस्व पर-कल्याणके लिये 
उत्सगीकृत होता है । बोधिसत्वका धर्मजीवन, उनकी 
चरित्र-रक्षा स्वर्गके लिये या इन्द्रत्वकी प्राप्तिके लिये नहीं 
होती । अपना कोई भोग) कोई ऐश्वर्य, देहके वर्ण, रूप या 
सौन्दर्यकी प्राप्तिके ल्यि नहीं है, यशके लिये नहीं है । सारे 
जीवोंके हितके लिये; सुखके लिये, कल्याणके लिये ही उनका 
धर्म-जीवन) उनकी चरित्र-रक्षा होती है । 
सब जीवोके प्रति बोधिसत्त्वक्रे प्रेमकी गम्भीरताको बतलाते 
हुए कहते हैं कि 'ययापि नाम श्रेष्ठिनो वा गृहपतेवी एकः 
पुत्रके गुणवलि मज्ञागतं प्रेम, एवभेव महाकरुणा प्रतिलब्धस्य 
बोधिसत्वस्य सर्वसश्वेछु मज्ागतं प्रेमेति ।?-- 
( शिक्षासमुच्चय १६ ) 


एकमात्र गुणवान्‌, पुत्रके ऊपर किसी श्रेष्ठी या ग्रहस्वामी- 
का जैसा महागत प्रेम होता है; महाकारुणिक बोधिसच्वका 
भी समस्त जीव -जगतूके ऊपर वैसा ही मजागत प्रेम है। 


महाकरुणाके आवेशमें बोधिसत्त्व सब जीर्वोके उद्धारका 
व्रत ग्रहण करते हैं; और यह जानकर भी कि इस त्रतका 
उद्यापन करतेमे उनको अत्यन्त दुःख और पीड़ा मोगनी 
पड़ेगी, यद्टातक कि प्राण त्याग तक करना पड़ेगा) वे मयमीत 


३९२ 








या विचलित नहीं होते ओर ग्रहण किये हुए व्रतको कभी नहीं 
छोड़ते | इसी कारण जब उनका देह छिन्न होने लगता है, 
तबभी वे सब प्राणियोंके ऊपर मैत्रीका विस्तार करते हैं और जो 
उनके देहको खण्ड-खण्ड करते हैं, उनके उद्धारके लिये भी 
वे शान्तभावसे सब अत्याचार सहन करते हैँ । बोधिसत्त्व इस 
प्रकारका दृढ़ संकल्प लेते हैं--- 
हं च दुःखोपादानं उपाददासि । न निवत्ते, न 
पलायामि, नोत्त्रस्यामि, न संत्रस्यामि, न बिभेमि, न 
प्रत्युदावत्ते, न विषीदामि । 
( शिक्षासमुच्चय १६ ) 
“मैं सबके ठुःखका भार ग्रहण करता हूँ, मैं कदापि इस 


~ 
तनः 


कार्यसे निवृत्त न होऊंगा, न भागूँगा, न संत्रस्त होऊँगा, न 
डरूँगा, में कदापि इस पथसे न लोटूँगा, में खेद न करूँगा |? 
“मया सर्वे स्वाः परिमोचयितव्याः । मया सत्रैजगत्‌ 
ससुत्तारयितब्यम्‌ । जाति-कान्तारात्‌, जरा-फान्तारात्‌, 
ब्याविकान्तारात्‌ सर्वापत्तिकरान्तारात्‌, सर्वापाय ्ान्तारात्‌, 
अज्ञानससुस्थितकान्तारात्‌, मया सवेसस्वाः सर्वेकान्तारेभ्यः 
परिमोचयितब्याः? 
( शिक्षासमुच्चय १६ ) 
“जगतूके सब प्राणियाँको मुक्त करना पड़ेगा, समस्त 
जगतूका उद्धार करना होगा । जन्म-मृत्युके अद्भुत पथसे, 
जरा-व्याधिके गहन वनसे) कलप्रसे, विनादासे, अज्ञानान्धकार- 
के गहन गइरसे सब प्रकारके दुरूह, दुर्गम अरण्यसे सारे 
जीव-जगतूको हमें मुक्त करना होगा |? 


कितने कालतक बोधिसत्त्व इस जीवोद्धारके ब्रतका 
पालन करेंगे ? 

एवमाकादानिष्टस्य सत्त्वघातोरनेकधा । 

भवेयसुपजीच्योऽहं यायत्‌ सर्वे न निर्वृता: ॥ 

( बोधिचर्यावतार ३ । २१ ) 

“अनन्त आकाशमे जितने जीवलोक हैं, उनमें जितने 
जीव हैं, जबतक वे सब जीव मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेते, तब- 
तक में इसी प्रकार उनकी सेवा करता जाऊँगा |? 


परान्तकोटिं स्थास्यामि सस्वस्यैकस्य कारणात्‌ । 


( शिक्षासमुच्चय १ ) 
“एक प्राणीके लिये भी सिके अन्ततक कोटिकोटि बगर. 
तक मैं इस जगम खूँगा |” | 


% मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका हे 





न Ro 

परम कारुणिक बोधिसत्त्वगण अपनी मुक्तितकको तुच्छ 
मानकर केसे इस रूपमै जीवोद्धार्रतका पालन करे 
समर्थ होते हैं? उनकी इस अपूर्व शक्तिका स्रोत कहाँ है १ 
इस रहस्यको वे खयं ही प्रकट कर गये हैं 

सुच्यमानेषु सध्वेषु ये ते प्रामोचयसागरा: । 

तैरेव ननु पर्याप्तं सोक्लेणारसिकेन क्रिम्‌ ॥ 

( बोधि चर्याबतार ८ । १०८ ) 

“जीव जब दुःख-बन्धनसे मुक्त होते हैं, तब उससे 
बोधिसच्वके हृदयमे जो आनन्दका समुद्र उमड़ पडता है, 
उतना ही तो पर्याप्त है। रसहीन शुष्क मोक्षसे क्या प्रयोजन १ 

NAN ~ 
बोधिचित्त ओर बोधिचयों 
( मानवताकी साधना ) 

बौडशास्रमै कहा गया है कि बोधि या बुद्धत्व-प्राप्िके 
निमित्त पहले बोधिचित्त पैदा करना पड़ेगा । “सारे जगतूके 
सब प्राणियोंके सब दुःखोंको दूर करनेके लिये में बुद्ध बनूँगा? 
इस प्रकारके संकल्प तथा उन संकल्पोके साधनके लिये प्राण- 
पणसे प्रयास करना ही “बोधिचित्त कहलाता है | इस बोधि- - 
चित्तका सम्पादन करके बोधि या बुद्धत्वकी प्रातिके लिये जो 
चर्या या विशेष साधन-पद्धति अवलम्बन की जाती दै, उसका 
नाम है--“बोधिचर्या ।? 

मनुष्य साधारणतः व्यक्तिगत खार्थचिन्तनम मग्न रहता 
है | अपनी खार्थसिद्धिके लिये दूसरेको दुःख पहुँचानेमे वह 
तनिक भी नहों हिचकिचाता । अपने स्वार्थका त्याग करके 
परार्थ आत्मदानका संकल्प या प्रयास करना “्मानवताकी 
साधना? है | इस साधनामै जो मनुष्य जितना ही अग्रसर हो 
सकता है, वह उतना ही *मनुप्य?-पद-वाच्य है । स्वार्थपूर् 
क्षुद्र जीवन-चेष्टाका परित्याग करके सब जीवोंके दुःखोके 
निवारणार्थ जो बृहत्तर जीवन-यापनका संकल्प ग्रहण करना 
द, उसीको बोद्धशास्रमै धौधोचित्त-परिग्रह' कहा गया है । 
इससे जो साधक बोधिचित्त वरण करते हैं, उनको सारे जगतूके 
सब प्राणियोके हित-सुख-विधानके लिये अपना सर्वस्व, अपना 
जीवन--यहाँतक कि अपने समस्त कुशल-कर्मोके फल तकको 
दान कर देनेकी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है । इसको साधारणतः 


मानवताको साधनामें दीक्षा-प्रहण करना भी कहा जा 
सकता हे 


_ (क) ) बोघिचित्त-आचार्य शास्तिदेवने “बोविचित्तःकी 
सहम,के सम्बन्धमें इस प्रकार कहा है-- 


द्र 


८८७ 


बै“ बौद्धधर्ममै मानवता % 


३९३ 





TTT 


भवढुःखशतानि तर्तुकाभेरपि सत्त्वव्यसनानि हतुकामेः । 
बहुसौख्यशतानि भोक्तुकामेर विमोच्य हि सदेव बोधिचित्तम्‌ । 
( बोधिचयीवतार १। ८) 
जो लोग संसारके असंख्य दुःखोंसे उद्धार पाना चाहते 
हैं; जो जीवके दुःख-शोकको दूर करना चाहते हैं उनके 
लिये यह “बोधिचित्त अनिवार्य है । 
बोद्धशास्त्रोंमे बोधिचित्तके द्विविध भेद स्वीकृत हुए हैं । 
जैसे, ( १ ) वोधि-प्रणिधि-चित्त और ( २ ) बोधिःप्रस्थान 
चित्त । “सर्व जगतूके परित्राणके ल्यि मैं बुद्ध बबँगा' इस 
प्रार्थना या संकल्यको उठते-बैठते, सोते-जागते, आहारमें, 
विहारमें सदा अन्तःकरणमें जगाते रहना ही 'बोधि-प्रणिधिचित्त? 
कहलाता है | बोधि-प्राप्तिके लिये केवल संकल्प मात्र नहीं, 
बल्कि जीव-सेवाके द्वारा उसकी प्रासिके लिये जो सक्रिय 
उद्योग या प्रचेश होती दै, उसे धबोधिःप्रस्थान-चित्त? कहते 
हैं । बोधि-प्रणिधिःचित्तको गमन-कामी तथा बोधिःप्रस्थान- 
चित्तकी गमनकारीके साथ तुलना की जाती है । 


जो साधक क्षुद्र स्तार्थपूर्ण जीवन-यात्राका त्याग करके 
“ब्रोधि-चित्त-परिग्रह? या मानवताकी साधनामें दीक्षित होते 
हैं, आचार्य झान्तिदेव 'बोधिचर्यावतार? ग्रन्थमै उनकी महिमा- 
का इस प्रकार वर्णन करते हैं-- 


संसारके काराग्रहमें बद्ध हतभाग्य मानव बोधिचित्त 
वरण करते ही सुगत-गणके पुत्रकी संज्ञाको प्राप्त होते हैं ओर 


तत्काल वे मनुष्यलोक्र और देवलोकके लिये बन्दनीय हो जाते 
हैं । बोधिचित्त इस अपवित्र देहको जिन-रल्-देहमें परिणत 
करता है । अतएव यह वोधिचित्तरूपी अन्तरभेदी रसौ पधि, 
जो स्पशं-मणिके समान लोहेको सोना बना देती है, उसको 
हढ्तापूर्वक ग्रहण करो । मानव जिस क्षण अनन्त आकाश- 
व्यापी जीव-जगतूके सब प्रकारके दुःखोंको छुड़ानेके लिये 
समाहित चित्तसे बोधिचित्तको वरण करता है, उसी क्षणसे 
सुप्त, प्रमत्त, सर्वावस्थामें प्रतिक्षण वारंवार आकाशके समान 
अविच्छिन्न झूत्यकी धारा बहती रहती है। जो बोधिचित्त 
वरण करते हैं, दूसरेके लिये वे जितनी चिन्ता करते हैं दूसरा 
कोई अपने लिये भी उतनी चिन्ता नहीं करता ।? 
_ ( बोधिचयौवतार प्रथम परिच्छेद ) 
आचार्य झान्तिदेव कहते हैं कि संसारमें सभी दुःख दूर 
करना चाहते हैं तथा सभी सुख चाहते हैं । परंतु कैसे वह 
प्रात होगा, इसकी यथार्थ पद्धति उनको ज्ञात नहीं | इसी- 


मा० अं० ५०-- 





लिये दुःखसे बाहर निकळनेकी चेष्टा करने जाकर वे दुःखके ही 
भीतर प्रवेश करते जाते हैं, सुखकरी चेशमें मूढ़तावश 
अपने सुखको ही शत्रुके समान ध्वंस करते हैं । जगतूके सारे 
दुःखको दूर करनेके लिये, जगत्को सत्र सुखोँसे सुखी करने- 
के लिये हमलोगोंको इस बोधिचित्तका परिग्रह करना होगा; 
इसके सिवा शान्तिका दूसरा कोई मार्ग नहीं दै । 

जयदानन्द्बीजस्य जगहुःखोषधस्य च। 

चित्तरल्लस्य यत्पुण्यं तत्कर्थ हि प्रमीयताम्‌ ॥ 

( बोधिचर्यावतार १। २६ ) 

जगतूके सब जीवोंके सव प्रकारके आनन्दका हेतु, 

जगतूके सब जीवोंके सव प्रकारके दुःखोंकी महोप्रधि--इस 

बोधिचित्त-रत्नका जो पुण्य दै, उसका परिमाण कोई केसे 
बतला सकता है ! 

(ख ) बोधिचित्तकी प्रार्थना--जो साधक मानवताकी 
साधनामें दीक्षित होकर वोधिचित्तको वरण करते है, उनके 
विचार और चेष्टाएँ केसी होती हैं, उनके हृदयकी अभिलाषा 
क्या होती है ?--इसका एक सुन्दर वर्णन बोधिचर्यावतारमे 
शान्तिदेवने किया है-- 

ग्लानानामस्मि भैषज्यं अवेयं वेद्य एव च। 

तढुपस्थायकइ्चेव यावदू रोगोऽपुनभंचः ॥ 

क्षुत्पिपासाव्यथां हन्यामन्नपानप्रवर्षेणेः । 
ढुसिक्षान्तरकल्पेषु भवेयं पानभोजनम्‌ ॥ 
दरिद्राणां च सत्वानां निथिः स्यामहमक्षयः । 
नानोपकरणाकारेरुपतिष्ठेयमग्रतः ॥ 
( बोधिचर्यावतार ३ । ७-९ ) 
जो आतुर हैं रोगी हैं, मैं उनके लिये ओप्रधि और 
बैद्य बनूँ, जबतक रोग दूर नहीं हो जाय) में तबतक उनका 
परिचारक बनूँ । अन्न और पानी वितरण करके मैं प्राणियोंकी 
क्षुधा और पिपासाकी व्यथाको दूर करूँ। अकाल पड़नेपर मै 
सबके भोजन-पानीका आश्रयःस्थान बनूँ ॥ दरिद्र लोगोंके 
ल्यि मैं अक्षय धन-भण्डार बनू । यो. नाना प्रकारकी 
सामग्रियोंको लेकर मैं उनके सामने उपस्थित रहूँ । 
अनाथानामहं नाथः सार्थवाहश्च यायिनाम्‌ । 

पारेप्सुनां च नौभूतः सेतुः संक्रम एव च॥ 

दीपार्थिनामहं दीपः शय्या शय्यार्थिनामहम्‌ । 

दासार्थिनामहं दासो भवेयं सवंदेहिनाम्‌॥ 
( बोधिचयौबतार २ । १७-१८ ) 


३०४ 





में अनाथोंका नाथ, पथिकोके लिये पथप्रदर्शक, पार 
जानेकी इच्छा करनेवालौंके लिये नौका और सेतु-खखूप 
बनूँ | दीप चाहनेवालोंके लिये दीपक, शय्या चाहनेवालोके 
लिये शय्या तथा दास चाहनेवाले सब प्राणियोंके लिये 
दास बनू । 

( ग ) सस्वाराधना ( जीव-सेवा )--जो बोधिचित्त 
प्राप्त करके धन्य हो चुके हैं, वे किस प्रकारके दृष्टिकोणसे 
जीव-जगतूकी सेवा करते हैं १--उनके विचारसे, उनके 
आराध्य बुद्ध और बोधिसत्व ही जीवरूपमें विराजमान हो रहे 
, हें और 'सच्चाराधना' या जीव-सेवा ही वस्तुतः बुद्ध और 
बोधिसत्त्वकी पूजा है-- 
दृश्यन्ते एते ननु सत्वरूपास्त एव नाथाः किमनादरोऽत्र । 

( शिक्षा-समुचय ७ ) 
भगवान्‌ बुद्ध और बोधिसत्त्व ही सब जीवोंके रूपमै 
विराजमान हो रहे हैं | इनका अनादर केसे करें १ 
बोधिचर्यावतार-ग्रन्थमे कहा गया है कि 'जीव-सेवाके 
बिना इन सच्चे बन्धुओं, असीम उपकार करनेवाले बुद्ध 
और ब्रोधिसत्त्वोका ऋण-परिशोध अन्य किस उपायसे हो 
सकता है १ जिन जीवोके लिये बुद्ध और बोधिसत्त्व अपने 
देहका खण्ड-खण्ड करके दान कर देते हैं, जिनके उद्धारके 
लिये नरक तकमे चले जाते हैं, उन जीवोके हितार्थ तुम जो 
कुछ करोगे, वही सार्थक होगा और वे जीव तुम्हारे लिये 
महान्‌ अपकारी हों तो भी तुम सब प्रकारसे उनका कल्याण 
करो ।? 

तथागताराधनमेतदेव स्वार्थस्य संसाधनमेतदेव । 

लोकस्य दु:खापहमेतदेव तस्मान्ममास्तु ्रतमेतदेव॥ 

( बोधिचर्यावतार ६ । १२७ ) 

यह सच्चाराधना या जीवसेवा ही तथागतकी यथार्थ 
आराधना है । यही परमार्थ या बुद्धत्व-प्रापिका श्रेष्ठ साधन 
तथा यही जगतूके दुःखोंका नाश करनेवाला है । अतएव 
जीब-सेवा ही हमारा व्रत बने । साधक्रको सदा याद रखना 


चाहिये कि जीबोंको व्यथित करनेपर कमी बुद्ध और बोधि- 


सत्त्वकी पूजा सार्थक नहीं हो सकती | 
आदीप्तकायस्य यथा समन्तात्‌ 
न सवेकामैरपि सौमनस्यम्‌ । 
सच्वन्यथायामपि - तद्वदेव 
नप्रीत्युपायोऽस्ति दयामयानाम्‌ ॥ 
( बोधिचर्यावतार ६ । १२३ ) 





र 
% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमाथका # 





रौं ~ न: 
जिसका शरीर चारों ओरसे जल रहा है, उसको सब 


काम्य वस्तुओकी प्राप्ति होनेपर भी जेसे मनमै प्रफुल्लता 
नहीं प्राप्त होती, उसी प्रकार जीवोंको व्यथित करनेपर किसी 
भी प्रकारसे दयामय बुद्ध और बोधिसच्तोंकी प्रीति नहीं प्राप्त 
हो सकती । 
५, ७ ~ २ 
मानवताकी साधनाम आचाय शान्तदव 
आदर्श समाज और राष्ट्रका गठन करके किस प्रकार 
मनुष्य निर्विवाद सुख-शान्तिसे रह सकता है, किस प्रकार 
श्रेणी, सम्प्रदाय और जातिगत स्वार्थपरता और भेद-विषमता- 
का त्याग करके संसारके सब लोग एक महा-मिलन-तीर्थ- 
में एक साथ मिल सकते है इस विषयमै विभिन्न देशों- 
के मानब-प्रेमी मनीप्रीगण प्राचीन कालसे आधुनिक युग- 
तक नाना प्रकारसे विचार और प्रयत्न करते आ रहे हैं । 
इन समस्त विचारकोंमें महायानी वोद्धाचार्य शान्तिदेवा 
एक विशिष्ट स्थान है । इन्होंने सातवीं शताब्दी ( ईसवी ) 
के मध्यभागमें गुजरातके राजपरिवारमे जन्म ग्रहण किया 
था । कहा जाता है कि राड्याभिषेकके एक दिन पहले 
ही राजकुमार झान्तिदेवने तीव्र वेराग्यके कारण राज्यः 
ऐश्वर्य, भोग-विलासको तृणवत्‌ परित्याग करके प्रत्रज्या ग्रहण 
की । दीर्घकालतक साधनामें रत रहकर शान्तिदेवने सिद्धि प्राप्त 
की तथा अपने बिचार और ज्ञानकी विवृत्तिके रूपमै संस्कृत” 
माघामे ध्वोधिचर्यावतार ) (सिक्षा-समुञ्चय? ओर'रत्नसमुच्चय? 
नामक तीन अमूल्य ग्रन्थोंका प्रणयन किया । प्रज्ञाकरमतिने 
बोधिचर्यावतारके ऊपर भाष्य-स्चना की है । दागन्तिदेवने 
अपने जीवनके अन्तिम दिन नालन्दा विश्वविद्यालये 
बिताये थे 

बोधिचर्यावतार मानवताकी साधनाका अपूर्व ग्रन्थ है । 

थ इतना प्रसिद्ध हुआ कि नवमसे एकादश शताब्दी 

के भीतर-भीतर इस ग्रन्थका चीनी, तिन्त्रती और मंगोली 
भाषाम अनुवाद हो गया । आधुनिक कालमें भी अंग्रेजी) 
फ्रेस आदि यूरोपीय भाष्राओंमें इसके कतिपय अनुवाद हो 
गये हैं। अध्यापक लई दे ला वाले पुरें ( Prof. Louis de 
la Yallee Poussin ) ने प्रज्ञाकरमतिके भाष्यक्रे साथ 
बोधिचर्यावतारको बंगीय एशिया समिति ( Asiatic 
Society of Bengal, Calcutt31902-13)े प्रकाशित 
कराया है । गान्तिदेवके दूसरे ग्रन्थ “शिक्षा-समुच्चयशको 
अध्यापक सेसिल बेंडाल ( 2101. ९९८1 3९०1 )ने 
सम्पादन करके सेंट पीरसंबर्ग ( १८९७--१९०२ ) से 


> 





% बौड्धमेमै मानवता ॐ 


प्रकाशित किया है । उन्होंने इसका एक अंग्रेजी अनुवाद 
भी पीछे प्रकाशित किया था । शान्तिदेवका “रक्नसमुच्चय!? 
अबतक प्रकाशम नहीं आया । बोधिचर्यावतारमै मानवता- 
का स्वरूप-निदर्शन इस प्रकार किया है कि इतने वर्ष बीत 
जानेपर आज भी वह पाठकको उद्बुद्ध किये बिना नहीं 
रहता । आधुनिक सभ्यताके संकटकालमै, युग-समस्याके 
कण्टकित गहन पथमै उसकी वाणी हमको प्रकाश दिखला 
सकती है । 


ग्रम्थकारने पहले ही कहा है कि संसारमें अझुभ या 
अन्यायका प्रभाव बहुत बढ़ गया है, इसकी शक्ति प्रबल 
हो गयी है । नाना प्रकारकी झुम चेष्टाएँ भी संसारमै अवश्य 
हो रही हैं, परंतु इस भयंकर अन्यायको जीतनेकी शक्ति 
किसीमे नहीं है । इसपर विजय प्राप्त कर सकती है केवळ 
“मैत्री? । सवर्ग, मोक्ष या निर्वाण तो दूरकी बात है इसके 
न रहनेपर संसार ही अचल हो जाता है । 


( क ) आध्यात्मिक साम्यवाद 


आचार्य शान्तिदेव कहते हैं कि इस दुःखमय जगतूमे 
यदि सुखोत्सवकी सृष्टि करनी हो तो इसको खण्ड-खण्ड 
करके अनेक देश) अनेक जाति या अनेक जनके रूपमें न 
देखकर एक अखण्ड पृथ्वी या प्राणिलोकके रूपमे ही 
देखना ठीक होगा । दुःखको मेरा दुःख) तेरा दुःख; 
जातिका दुःख, देशका दुःख--इस प्रकार विच्छिन्न रूपभे 
न देखकर एक अखण्ड दुःखरूपमें देखकर ही उसका 
प्रतीकार करना होगा । नहीं तो, संसारसे दुःख दूर नहीं 
होगा । मोहमुग्ध होकर हमलोग अपने-अपने खण्ड-खण्ड 
सुखोंके संचयकी चेष्टामे परस्पर एक दूसरेको दुःख देकर 
हम प्रत्येक घोर दुःखका संचय कर रहे हैं । 


नाना ' प्रकारके अवयवोंसे युक्त होनेपर भी हमारा 
यह देह जैसे एक और अभिन्न है, यह जगत्‌ भी उसी 
प्रकार एक, अभिन्न है । देश-जातिं या व्यक्तिःविशेष 
उसके अबयवमात्र हैं । हाथःपेरुसिर आदि नाना अङ्ग 
भेदसे बहुरूप-विशिष्ट इस देहको जेसे हम एक मानकर 
पाळते हैं, समान सुखःदुःखान्बित जीव-जगतूको भी उसी 
प्रकार एक मानकर पालन करना होगा । हाथ'पैरके 
सुख-दुःख जैसे हमारे लिये विभिन्न नहीं है, एक हैं, समस्त 
जगत्‌के सुख-दुःख भी उसी प्रकार विभिन्न नहीं हैं; एक हैं। 











हस्तादिभेदेन बहुप्रकारः कायो यथैकः परिपालनीयः । 
तथा जगद्‌ भिक्षमभिन्नदुःखसुखात्मक सर्वमिद तथेव ॥ 
( बोधिचयो० ८ । ९ १) 
हाथ-पेर आदि भेदसे शरीरम विभिन्नता होनेपर भी , 
शरीरको जेसे एक मानकर परिपालन किया जाता है, उसी 
प्रकार यह समस्त जगत्‌ विभिन्न रूपमें प्रतीयमान होनेपर 
भी, इसको अपनेसे अभिन्न तथा अभिन्न सुख-दुःखात्मक 
समझकर इसका परिपालन करना होगा । 


इस प्रकार जगतूको एक अखण्ड दृष्टिसे देखनेपर सर्वत्र 
समान सुख हो, सर्वत्र समान पुष्टि होश इस ओर लक्ष्य 
होगा । देहके केवल किसी अङ्गविशेषक्ो पुष्टि प्रदान करने- 
पर जैसे वह अनर्थका कारण जान पड़ता है उसी प्रकार 
किसी देश-विशेष या व्यक्ति-विशेषकी उन्नति या पुष्टि होती 
हो तो उसको अनर्थका कारण समझकर उस पुष्टि या सम्पद्को 
सर्वत्र समानभावसे वितरण करनेकी चेष्टा करनी होगी । 
इसी प्रकार इस संसारमै 'सुखोत्सव!की पुष्टि होगी ओर 
उस सुखोत्सवमे सभी समान खूपसे भाग प्राप्त कर सकेंगे 
और किसीको =भी वञ्चित नहीं होना पडेगा । 


शान्तिदेवके मतसे, अपने-अपने सुखाजनका त्याग करने- 
से ही इहलोक और परलोकमें 'सुखोत्सव!की सृष्टि होती है । 
लोग मोह-मुग्ध होकर एक दूसरेको दुःख देते हुए घोर 
दुःखसंचय कर रहे हैं। इस संसारमें जो उपद्रव जो दुःख»जो भय 
है---वह सब इस “मैं? को जकड़कर पकड़े रखनेके कारण 
है । अतएव इस “में? को जकड़कर पकड़नेसे लाम क्या है! 
अग्निका त्याग किये बिना जैसे दाहःत्याग सम्भव नहीं है, 
उसी प्रकार “मैं? का त्याग किये विना दुःखसे बचना भी 


_ सम्भव नहीं है । 


“दे दूँगा तो खाऊँगा क्या १--इस प्रकार अपने लिये 
चिन्ता करके मनुष्य पिशाच हो जाता है । मैं ही खा 
ढूँगा तो दूँगा क्या? !--इस प्रकारकी चिन्ता करके दूसरोंकी 
सेवामें लगनेपर मनुष्य देवाधिदेव बन जाता है । अपने लिये 
दूसरोंका उत्पीडन करनेपर मनुष्य नरकादिमे जाकर दुःख 
भोगता है और दूसरोंके लिये अपनेको पीडित करके सर्वे- 
सम्पद्‌ प्राप्त करता है । इस संसारमै जो सुखी होते. हैं, वे 
दूसरोंकी सुखाकाङ्कासे ही सुखी होते हैं । इस विषयमे 
और अधिक क्या कहें ! खार्थरत साधारण मनुष्य और 
परार्थरत मुनिर्योके बीच जो अन्तर है? उसे देखिये । “अन्यके 


३९६ 


% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 





-्क्ज्ज्््््चच्च्चआ्छककककि्््््ाज जज आख्ओओकक्ि १० 
निर तिता र शा 


दुःखके द्वारा अपना सुख?--इसका परिवर्तन किये बिना 
अर्थात्‌ “अपने दुःखके द्वारा अन्यका सुख'- इस प्रकारकी 
चिन्तनधाराको ग्रहण किये बिना बुद्धत्वकी सिद्धि तो दूरकी 
बात है, इस संसारमै ही सुख कहाँ मिलेगा ! परलोककी 
बात दूर रहे, पराथबुद्धिके बिना इस प्रत्यक्ष जगतूके कार्य 
भी नहीं बन सकते ।. ( बोधिचयोवतार अष्टम परिच्छेद ) 


आचार्य शान्तिदेवने चरित्रमै मानवताका विकास करनेके 
लिये दो प्रकारके ध्यानके ऊपर विशेष जोर दिया है, जैंसे-- 
( १ ) 'परात्म-समता-ध्यान अर्थात्‌ अपनेको और दूसरेको 
समान या एक मानकर ध्यान करना; ( २ ) परात्म-परिवर्तन 
ध्यान अर्थात्‌ परको निज और निजको पर मानकर ध्यान 
करना । ये दो भावनाएँ जिसमें जितने परिमाणमै गहरी होती 
जायँगी, उसके जीवनमै उतने ही अधिक परिमाणमें 
मानवताका विकास होगा । इन दो प्रकारके ध्यानोंके विषयमै 
आगे “ध्यान-पारमिता? नामक अनुच्छेदमें आलोचना 
की जायगी । 


मानवताके विकासमें पारमिता साधना 


बौद्ध साधक “बोधिचित्त ग्रहणके बाद “पारमिता” 
साधनाको आवश्यक चर्याके रूपमै अवलम्बन करते हैं। 
बौद्ध-शास्त्रामे मानवताके पूर्णं विकासके लिये विशिष्ट साधन- 
प्रणाली उद्भावित हुई है । उसीका नाम है “पारमिता 
साधना ।? “पारमिता? शब्दका अर्थ है जो पार चला गया 
है । अर्थात्‌ सर्वांपेक्षा उत्कर्षको प्राप्त हुआ है । सर्वोत्कृष्ट 
दान) सर्बोत्कृष्ट शील आदि दान-पारमिता, शील-पारमिता 
आदि नामसे अभिहित होती है । कहा जाता है कि गौतम 
बुद्ध अपने पूर्व जर्न्मोर्मे निम्नलिखित दस प्रकारके सद्गुणों- 
का सम्यक विकास करते-करते गोतम सिद्धार्थ-जन्ममें दस पार- 
मिताओंको पूर्ण करके सम्यकूसम्बुद्ध हुए थे | पाली -बौद्ध- 
शास्त्रमें दस पारमिताएँ ( पारमी ) हैं--( १ ) दान, (२) 
शील) ( ३ ) नेष्कर्म्य, (४) प्रज्ञा, ( ५ ) बीर्य, (६) 
क्षान्ति; ( ७ ) सत्य, (८ ) अधिष्ठान (दृद निश्चय ); 
(९) मैत्री एवं (१० ) उपेक्षा | “जातक' ग्रन्थमें लिखा 
है कि बोधिसत्त्व गौतम ५५० जन्मोंकी साधनामें उन्नति 
करते-करते दस पारमिताओंको परिपूर्ण करके सम्यक सम्बोधि- 
रूप लोकोत्तर सम्पत्तिको प्राप्त हुए थे । महायानके बौद्ध 
अ्रन्थामें दस पारमिताके स्थानमें घट पारमिताका उल्लेख मिलता 
है | जैसे-( १) दान, (२) शीळ, (२) क्षान्ति, 


(४) वीर्य, (५ ) ध्यान और (६) प्रज्ञा। मानवता 
सम्यक्‌ विकासके लिये इन सब पारमिताओंकी साधना 
अत्यन्त आवश्यक है | 
१, दान-पारमिता 
मनुष्य स्वभावतः सारथी होता है, दान करनेसे उसकी 
खार्थबुद्धि दूर होती है तथा आत्मविकास होता है | सव 
जीवोंके निमित्त सारी वस्तुओंका दान या त्याग करना 
ओर उसके साथ-साथ दानके फलका भी त्याग करना . 
“दान-पारमिता? की साधना है । “रत्मेघ? नामक महायान सूत्रमें 
कहा गया हे--“दानं हि बोधिसत्वस्य बोधिः ।? “बोधिसत्त्वकी 
बोधि दानमें ही प्रतिष्ठित है ।' (जिसको जिस वस्तुकी आवश्यकता 
होगी, वह वस्तु बिना सोच किये, बिना फलाकाङ्खाका विचार 
किये उसको प्रदान करूँगा।?--बोधिसत्त्वको इस प्रकारका 
संकल्प लेना पड़ता है । 
“अशोचन्न विप्रतिसारी अविपाकप्रतिकाङ्की परित्यक्ष्यामि |? 
( शिक्षासमुञ्चय ) 
दान-पारमिता चित्तप्रधान है | केवल अत्यधिक वस्तुका 
दान दान-पारमिता नहीं है । चित्तग्रुद्धिके उत्कर्षके कारण 
दानका उत्कर्ष होता है-- 
फलेन सह सर्वसत्यागचित्ताजने5खिले । 
दानपारमिता प्रोक्ता तस्मात्‌ सा चित्तमेव तु॥ 
( बोधिचर्यावतार ५। १०) 
चित्तसे समस्त काम्य-वस्तुओको सब लोगोंके लिये त्याग 
करना पड़ेगा । इस त्यागके फल स्वर्गादिको भी सबके लिये 
दान करना पड़ेगा | इस प्रकार क्रमशः त्यागका अभ्यास 
करनेपर जो मात्सर्यविद्दीन, निर्मल, निःसङ्ग चित्त उत्पन्न होता 
है, उसीको ६दानःपारमिता? कहते हैं | अतएव चित्त अर्थात्‌ 
चित्तकी अवस्थाविशेष ही दान-पारमिता है। 
दान-पारमिताके साधक बोधिसत्त्व इस प्रकार विचार करते 
१ निर्वाण प्राप्त करनेके लिये सर्वस्व त्याग करना 
पढ़ता है | हमारा मन निर्वाण चाहता है, अतएव जब सब 
कुछ त्याग करके मुझे जाना है; तब उसे प्राणियोंकों दान 
पक टी कर अपनेको अकिञ्चन बनाकर 
होगी, इस सम्बन्धमै कहा 
गया है-- 
यथापि ङुंभो सम्पन्नो यस्स कस्स चि अधोकतो i 
वमते उदकं निस्सेसं न तत्थ परिरकखति ॥ 


De 


be Ag 


# वौद्धघमेमे मानवता % 





तथेव याचके दिस्वा होनसुक्तट्ट मञ्झिमे, 
ददाहि दानं निस्सेसं कुंभो विय अधोकतो ॥ 
( बुद्धवंसो १९९-२०० ) 
जलपूर्ण घड़ेकी उलटनेपर जैसे सारी जलराशि नीचे 
ढुल जाती है, विन्दुमात्र भी जल नहीँ बचता, उसी 
प्रकार हीन, उत्कृष्ट या मध्यम जिस किसी--प्रकारके भी 
याचकको देखकर उलटे हुए घड़ेके समान अपने धनका 
निःशेष दान करना दान-पारमिताकी साधना है । 


२, शील-पारमिता 


आचार्य अश्वधोषने “शील” शब्दकी इस प्रकार निरुक्ति 
की है-- “शीलनात्‌ शीलमिव्युक्तम्‌ः ( सौन्दरानन्द १३- 


२७ ) बार-बार आचरणमें आनेके कारण इसका “शीळ? 
नाम है | शीलोक्त अनुशासनोंका बार-बार अनुष्ठान करके 


उन्हें अभ्यस्त करना पड़ता है । 
(क ) पश्चशील 

( १ ) प्राणिह्दिसासे विरति, ( २ ) परधनके अपहरण- 
से विरति, ( ३ ) मिथ्या-भाषणसे विरतिः ( ४ ) व्यभिचारः 
से बिरति और ( ५) मादकद्रव्यसेबनसे विरति । बौद्ध- 
शास्त्रमे यह “पञ्चशील? नामसे प्रसिद्ध है । संसारके समस्त 
दन्द्र-संघर्ष, अशान्ति-उपद्रवकी उप्पत्तिका मूल कारण 
उपर्युक्त पाँच प्रकारके कर्म ही हें । इन सब पाप-कमाँसे 
विरति हुए बिना मानवताका बिकास नितान्त असम्भव है । 
इसी कारण बुद्धदेव मानवताके विकासके लिये कल्याणप्रद 
मार्गके रूपमै “पञ्जशील? सबके लिये अवश्य पालनीय है-- 
यह निर्देश कर गये हैं । शील या सदाचारकी उपेक्षा करके 
कोई मनुष्य या समाज उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता । इस 
विषयमे आचार्य अश्वधोषकी उक्ति ध्यान देने योग्य है-- 


हि कारणं सौम्य कान्तार इव देशिकः । 
बन्धुश्च रक्षा च धनं च बळमेव च ॥ 
शीळमतः सौम्य शीलं संस्कतुमह॑सि ॥ 
( सौन्दरानन्द १३ । १८ ) 
कान्तारमे जिस प्रकार पथप्रदर्शक ही एकमात्र आश्रय 
होता है, उसी प्रकार जगत्में एकमात्र शीलका आश्रय लेकर 
चलना होगा । शील ही एकमात्र मित्र, बन्धु, रक्षा) धन 
और बल है | अतएव शीलकी विशुद्धि सम्पादन करनेके 
लिये चेष्टा करना अत्यन्त आवश्यक है। 


शीळ 
मित्र 
यतः 


३९७ 











इस प्रकारके शीलब्रतको अतन्द्रित होकर पालन 
करना मानवताके साधकके लिये परम कर्तव्य है । शीलब्रतको 
पूर्ण करनेके लिये सब प्रकारका त्याग खीकार करना, यहाँ- 
तक कि प्राणविसजेन तकके लिये प्रस्तुत रहना “शील- 
पारमिता?की साधना है । बौडशास्त्रमे शीलपारमिताके 
ृष्टान्तके रूपमे कहा गया है-- 

यथापि चमरी बाले किस्मिञ्चि परिळजित । 

उपेति मरणं तत्थ न विकोपेति बाधि ॥ 

तथेव तं चतूसु भूमीसु सीलानि परिपूरय । 

परिरक्ख सब्बदा सीलं चमरी विय बालधि ॥ 

( बुद्धवंसो २०४ । ५ ) 

जैसे चमरी मृग कण्टकादिसे पुच्छके फँस जानेपर वहाँ 
ही प्राण त्याग कर देता है, पर पुच्छस्थित केश-गुच्छको छिन्न- 
भिन्न नहीं करता; उसी प्रकार तुम चतुर्विध शीलभूमिमे 
स्थित होकर अर्थात्‌ दण्डायमान, गमनशील, उपविष्ट और 
सुप्तावस्थामें सर्वदा ही अखण्ड भावसे शीळ-समूहकी रक्षा 
करो । 

बौद्ध साधकको प्रतिदिन ध्यानमें बैठकर इस मन्त्रके 
द्वारा शीलानुस्मृतिकी भावना करनी पड़ती है-- 

अहो बत मे सीलानि अखंडानि अच्छिद्दानि असबलानि 
अकम्मासानि अुजिस्सानि विब्ञुप्पसत्थानि अपरामद्वानि 
समाधिसंवत्तनिकानीति । 

हमारे शील अखण्ड हों) छिद्ररहिंत हों) निर्मल हों) 
पाप-स्पर्शसे हीन हों) हमारी शील-साधना स्वेच्छा-प्रसूत हो; 
विज्ञजनके द्वारा अनुमोदित हो, हमारे शील तृष्णा या 
मिथ्यादृष्टिके द्वारा प्रभावित न हों तथा हमारी यह शील- 
साधना समाधिजनक हो । 

( ख ) चित्त-परिकर्म 

चित्तसे ही पापकर्म या पुण्यकर्मका उद्धव होता है । 
चित्त जबतक विशुद्ध नहीं होता, तबतक पापकमसे यथार्थ 
विरति सम्भव नहीं है । हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि बाह्य 
कर्मौसे विरत होकर भी लोग मन-द्दीमन समस्त पापकर्मोके 
प्रति अनुराग-पोषण कर सकते हैं । ऐसी अवस्थामै शीलः ' 
साधना व्यर्थं हो जाती है । अतएव शीळ-परिशुद्धिके ख्ये 
८चित्त-परिकर्म? या चित्तशोधन आवश्यक है | 


ळब्धे विरतिचित्ते तु शीछ-पारमिता मता । 
( बोधि० ५। ११ ) 


३९८ 





प्राणि-हिंसा आदि निषिद्ध कमाँसे चित्त जब विरति प्राप्त 
करता है, तभी शीलपारमिता-साधना सार्थक होती है । 
चित्तशुद्धि श्रेष्ठ शीलका रूप धारण करती है । 


आचारो बोधिसस्वानामप्रमेय उदाहतः । 
चित्तशोधनमाचार नियत तावदाचरेत्‌ ॥ 
( बोधि० ५ । ९७) 


मानवताके साधक बोधिसखोंके द्वारा आचरित शील या 
आचार असंख्य कहे गये दै । चित्त-शुद्धिरूप आचारका पालन 
तो सबके पहले करे |... 

आचार्य झान्तिदेब कहते हैं कि बाहरके असंख्य दुष्ट 
जनोंमे कितनोंका वध करेंगे ! एकमात्र अपने क्रोधचित्तको 
बध करते ही सारे शत्रु नष्ट हो जायेंगे । 


भूमिं छादयितु सर्वान्‌ कुतश्चमे भविष्यति । 
उपानञ्चर्म मात्रेण छन्ना भवति मेदिनी ॥ 
बाह्या भावा मया तद्वच्छक्या वारयितुं नहि । 
स्वचित्तं वारयिष्यामि कि ममान्पेनिवारितेः ॥ 

( बोधि० ५ | १७-१८ ) 


समस्त एथिबीको आच्छादन करनेके लिये चर्म कहाँसे 
प्राप्त हो सकता है १ अपने पेरमे जुता पहन लेनेसे ही सारी 
एथिबी चर्माच्छादित हो जाती है । इसी प्रकार प्रतिकूल बाह्य 
बस्तुको निवारण करना हमारे लिये सम्भव नहीं है । हम 
अपने चित्तको ही निवारण करेंगे, अन्यांको निवारण करनेकी 
क्या आवश्यकता है. १ 


शीळूपारमिता साधनाके लिये चित्तको सुसंयत करना 
होता है । काम-क्रोधःमोह आदि शत्रुओंके आक्रमणसे चित्त 
नगरको सुरक्षित करनेके लिये दो उपाय निर्धारित हुए हैं-- 
( १ ) “स्मृति? और ( २ ) धंप्रजन्य’ । विहित और 
प्रतिषिद्धके स्मरणको “स्मृति कहते हैं | स्मृतिके द्वारा सुर- 
क्षित होनेपर मनुष्य कुमागमें पैर नहीं रखता । द्वारपालके 
समान मनःद्वापर अवस्थित होकर स्मृति अकुशलको 
भीतर प्रवेश करनेकी अनुमति नहीं देती । शरीर और चित्त- 
की अवस्थाका सदा पर्यवेक्षण करते रहनेका नाम 'संप्रजन्य? 
है । स्मृति और संप्रजन्यकी साधनाके द्वारा चित्तके सुसंयत 
और समाहित होनेपर वस्तुतत्तका ज्ञान हो जाता है | 


इस प्रकार शीळपारमिताकी साधनाके द्वारा जब चित्त 
परिशुद्ध हो जाता है? तमी सब सोके प्रति यथार्थ भैत्रीका 


% मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 





NN 
भाव जाग्रत्‌ होता है । इस अवस्थाके सम्बन्धमै आचार्य 


शान्तिदेव लिखते हैं--- 
ऋज पझ्येत्सदा सच्वांश्रक्लुषा संपिबन्षिव । 
एतानेव समाश्रित्य बुद्धत्वं मे भविष्यति ॥ 
( बोधि ५ | ८०) 
इनका अवलम्बन करके ही बुद्धत्वकी प्राप्ति होगी-- 
ऐसा विचार करके सब जीवोंको सतत सरल हृष्टिसे देखो । 
तुम्हारी प्रेमरसभरी दृष्टि देखकर जान पड़े कि तुम्हारे नेत्र 
मानो उनको पान कर रहे हैं । 


वस्तुतः सब जीवोंके हित-सुखकी साधनामे सतत लगे 
रहना ही श्रेष्ठ शील है । 
पारम्पर्थेण साक्षाद्वा सच्वार्थ नान्यदाचरेत्‌। 
सच्वानामेव चार्थाय सवं बोधाय मामयेत्‌ ॥ 
( बोधि० ५। १०१ ) 


साक्षात्‌ या परोक्ष भावम जीवोके लिये जो कल्याणप्रद 
है- वही करे, अन्यथा न करे । जीवोंके प्रयोजनकी सिद्धिके 
लिये समस्त कुशलमूलों ( अलोभ, अद्वेष, अमोह ) को 
बोधिमे परिणत करे । 


३, क्षान्ति-पारमिता 


संसारमै मानवता-विरोधी जितनी अशुभ शक्तियाँ हैं; 
उनमें क्रोध प्रधान है । क्रोधामिसे संसारमै दावानलकी 
सृष्टि न हो सके, इसके लिये मानवताके साधकको सब 
प्रकारसे प्रयत्न करके :क्षान्ति? या क्षमाशीलताका अनुशीलन 
करना चाहिये । दूसरे तुम्हें चाहे जितनी गाली दें, तुम्हारे 
प्रति चाहे जो दुव्यवहार करें, तुम्हें उनके प्रति प्रतिहिंसाका 
भाव ग्रहण करनेसे विरत रहना पड़ेगा | केवल यही नहीं) 
उसके विरुद्ध कोई असद्‌ इच्छा या प्रतिहिंसाका भाव भी 
पोषण नहीं करना होगा | इसीका नाम :क्षान्ति? है । किस 
प्रकारसे दिन-प्रतिदिनके जीवनमै “क्षान्ति? का अभ्यास करना 
होगा; इस सम्बन्धमै भगवान्‌ तथागतने मौलीफाल्गुन नामक 
भिक्षुको उपलक्ष्य करके इस प्रकार उपदेश दिया था--- 


“यदि कोई तुम्हारे सामने ही तुम्हारी निन्दाकी कोई 


बात कहे, तथापि गहीजन-उचित छन्द तथा ग्रहीजनोचित 


वितकका परित्याग करके अपनेको इस प्रकार शिक्षा देना-" 
इससे हमारे चित्तमै विकारकी प्राप्ति नहीं होगी, हम कोई 
गापवाक्य उच्चारण न करेंगे, सर्वभूतोंके हितका चिन्तन 


Rt 


८. घर्ममै 
# बाँद्धधर्मेमै मानवता + 


२९९ 





करते हुए, मैत्रीचित्तसे ह्वेषरहित होकर अवस्थित रहेंगे ।? 

“यदि कोई तुम्हें हाथसे, ढेलेसे, डंडेसे अथवा रास्त्रसे 
चोट पहुँचावे, तो मी ग्रहीजनोचित छन्द, ग्रहीजनोचित 
वितर्कका त्याग करके इस प्रकार शिक्षा देना--“इससे हमारे 
चित्तमे विकार उत्पन्न न होगा, हम कोई पाप-वाक्य उच्चारण 
न करेंगे; सब जीवोंके कल्याणकी कामनासे मेत्रीचित्तमे द्वेष- 
रहित होकर अवस्थित रहेंगे ।? 

( मञ्झिमनिकाय, २१ ) 

बोधिसत्त्वको 'क्षान्ति-पारमिता? साधनाके लिये इस 
प्रकार संकल्प ग्रहण करना पड़ता है-- 

यथापि पठवी नाम सुचिम्पि असुचिस्पि च। 

सब्बं सहति निक्खेपं न करोति परिघं दयं ॥ 

तथेव सम्पि सब्बेसं सम्मानावमाननक्खयो । 

खन्ति पारमितं गन्त्वा सम्बोधि पापुणिस्ससि ॥ 

( बोबिबंसो २५३-२२४ ) 

जैसे प्रथिवीके ऊपर शुचि या अशुचि किसी प्रकारकी 
भी वस्तु डालनेसे प्रथिवी उसके प्रति दया या क्रोध प्रकट 
नहीँ करती, उसी प्रकार तुम भी सारे मानापमानको सहन 
करके 'क्षान्ति-पारमिता? की पूर्णता प्राप्त करके सम्बोधि लाम 
कर सकोगे । 

आचार्य शान्तिदेवके “बोधिचर्यावतारः ग्रन्थके षष्ठ 
परिच्छेदर्मे क्षान्ति-पारसिताकी साधन-प्रणाली विशदरूपमें 
वर्णित हुई है। मानवताके साधक किस प्रकार क्रोधदद्वेष् 
आदिपर विजय प्राप्त करके मेत्रीके पथपर अग्रसर हो सकते 
है--इसका कौगल बताया गया है । 
न च द्वेषसमं पापं न च क्षान्तिसमं तपः । 
तस्मात्‌ क्षान्त प्रयत्नेन भावभेदू विविधैनेयैः ॥ 

(९ वोधि० ६।२) 
द्वेषके समान पाप नहीं है, क्षमाके समान तपस्या नहीं 
है, अतएव प्रयत्नपूर्वक तथा विविध उपायोंसे क्षमाशीलताका 
अभ्यास करे । 

क्षान्ति तीन प्रकारकी होती है--( क ) दुःखाधिवासना 
क्षान्ति, ( ख़) परापकारमर्षण क्षान्ति तथा ( ग ) धर्मः 
निध्यान क्षान्ति । 


(क) दुःखाधिवासना क्षान्ति | 
जिस अवस्थामे अत्यन्त अनिष्टकी उत्पत्ति होनेपर भी 





दौर्मनस्य या मानसिक अशान्ति उत्पन्न नहीँ होती, उसको 
“दुःखाधिवासना क्षान्ति? कहते हैं | दौर्मनस्यके प्रतिपक्षरूपमें 
यत्नपूर्वक “मुदिता? या प्रफुल्लताका अभ्यास किया जाता है। 
साधक इस प्रकार विचार करके दौर्मनस्यको दूर करे-- 
“जिसकी हम बिल्कुल ही इच्छा नहीं करते; ऐसी परम अनिष्ट 
वस्तु भी हमको प्राप्त हो जाय तो भी हमारी मुदिता क्षुब्ध 

नहीं होनी चाहिये; क्योंकि प्रफुल्लता नष्ट करके दौम॑नस्यका 
आश्रय लेनेसे हमारे अभीष्टकी प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि जो 
कुशल है; वह भी नष्ट हो जायगा । यदि अनिष्ठ प्राप्ति तथा 
ष्ट व्याघातके रोकनेका उपाय हो तो दौर्मनस्यका आश्रय 
क्यों लिया जाय ! उनको रोकनेकी चेष्टा करो, फिर सब ठीक 
हो जायगा और यदि रोकनेका उपाय न हो तो रोकने या 
व्यर्थ दौर्मनस्यका आश्रय लेनेसे क्या लाम १ 


( ख ) परापकारमर्षण क्षान्ति 


दूसरोंके किये हुए अपकारको सहन करना तथा अपकारी- 
का अनिष्ट न करना- यही “परापकार-मर्षण क्षान्ति! कहलाती 
है । कोई हमारा अपकार करे तो स्वभावतः ही उसके ऊपर 
हमें क्रोध आता है तथा बदला लेनेकी प्रबृत्ति उत्पन्न होती 
हे । ऐसी खितिमै क्रोधका दमन तथा दूसरोंका अनिष्ट 
साधन करनेकी प्रवृत्तिपर विजय प्राप्त करनेके लिये किस 
प्रकारकी भावना करनी चाहिये; इसपर आचार्य शान्तिदेव 
कहते हैं---“जब कोई डंडेद्वारा हमपर आघात करता है, तब 
हम डंडेके ऊपर क्रुद्ध नहीं होते; जो डंडे चलाते हैं उन्हींके 
ऊपर क्रुद्ध होते दै ।? 

मुख्य दण्डादिक हित्वा प्रेरके यदि कुप्यते । 

वेषेण प्रेरितः सोऽपि द्वेषे द्वेषोऽस्तु मे वरम्‌ ॥ 

( बोधिचर्यावतार ६ । ४१ ) 

मुख्य दण्ड आदिको छोड़कर यदि हम उनके प्रेरक 
ऊपर क्रोध करते हैं, तो द्वेषके प्रति ही हमारा विद्वेष करना 
ठीक है; क्योंकि वह दण्डादिका प्रेरक भी देके द्वारा ही 
प्रेरित होता है । 


मत्कर्मचोदिता एव जाता मय्यपकारिणः। 
येन यास्यन्ति नरकान्मयैवामी हता. ननु ॥ 
( बोधि० ६। ४७ ) 


मैने पहले इनका अपकार क्रिया था, मेरे उसी पापः 
कर्मके द्वारा प्रेरित होकर ही ये मेरे अपकारी बनकर जन्मे 





य 


हैं | अब इस दुष्कर्मके कारण ये नरकमै जायँगे अतएव देखा 
जाता है कि मैंने ही इनका सर्वनाश किया है । 


( ग ) धर्म-निध्यान-क्षान्ति 
धर्म या पदार्थके स्वरूपःचिन्तनके द्वारा भी क्षान्ति या 


क्षमाशीलताका अनुशीलन किया जा सकता है । जब संसारके , 


सभी पदार्थ क्षणिक और निस्सार है, तब किसके ऊपर क्रोध 
किया जाय; किससे द्वेष किया जाय १ अतएव क्षमा ही 
जीवनका मूलमन्त्र है । मन अमूर्त है, अतएव कोई कभी 
उसपर आघात नहीं कर सकता । शारीरके प्रति आसक्तिवश 
ही मन देहके दुःखमै अपने दुःखकी कल्पना करके दुःखित 
होता है धिक्कार, ककरा-वाक्‍्य; निन्दा आदि देहपर आघात 
नहीं करते, मनपर तो आघात कर ही नहीं सकते । तब हे 
मन ! तुम क्यों दुखी होते हो ! तुम शत्रुका अनिष्ट चाहते 
हो । यदि उसका अनिष्ट हो ही गया तो उससे तुम्हें क्या 
लाभ होगा ? उससे तुम्हारी क्या तृप्ति होगी १ फिर तुम्हारे 
चाहने मात्रसे ही क्या उसका अनिष्ट हो जायगा ! और 
यदि दैवात्‌ तुम्हारे चाहनेसे उसका अनिष्ट ही हो गया, तो 
क्या उसके दुखी होनेसे तुम्हें सुख होगा ! इस प्रकारकी 
घटनाको यदि स्वार्थःसिद्धि कहते हो, तो अनर्थ किसे कहोगे? 
एतद्धि वडिश घोरं क्लेदावाडिशिकार्पितम्‌। 
यतो नरकपाछास्त्वां क्रीत्वा पक्ष्यन्ति कुम्भिषु ॥ 
( बोधि० ६ । ८९) 
याद्‌ रक्खो, इस प्रकारका पर-अनिष्ट-चिन्तन ही वह 
भयङ्कर बंसी है, जिसे क्लेशरूपी बंसी लगानेवाले शिकारीने 
तुमको फँसानेके लिये फेक खखा है । यदि तुम इसमें फँस 
गये तो यमदूत तुमको इससे खरीदकर कुम्भीपाक नरकमे 
पकावेंगे । 
इस प्रकारके चिन्तनके द्वारा मन क्षान्तिका आश्रय 


ग्रहण करेगा, व्यक्तिगत और समष्टिगत जीवनमै क्षान्तिके 


अनुशीलनके द्वारा परिवार, समाज और राष्ट्रमै वाद-विवाद; 
श्रेणी-संघर्ष तथा युद्ध विग्रह शान्त हो जायेंगे और जगतमें 
शान्ति प्रतिष्ठित होगी । इसी कारण भगवान्‌ तथागतने 
कहा है--“खन्त्या भिय्यो न विज्जति!--( संयुत्त-निकाय 
१॥ २२२ ) । जगतूमे क्षान्तिःकी अपेक्षा श्रेष्ठ और कुछ 
भी नहीं है । ह 
४. वीय-पारमिता 
जगतूमें सबके दुःखको अपने कंधोपर उठाना पडेगा । 


# मानव वही जो स्वाथे तज होता पथिक परमाथका # 





अपना सर्वस्व) यहातक कि प्रयोजन होनेपर प्राण-दान करके 
भी परहित-त्रत-साधन करना होगा । वीयंके बिना इस प्रकार. 
के कठिन ब्रतका सम्पादन करना सम्भव नहीं है । इसीसे 
कहा गया है-- 

एवं क्षमो भजेद्‌ वीर्य वीर्ये बोधिर्यंतः स्थिता । 

न हि वीयं विना पुण्यं यथा वायुं विना गतिः॥ 

( बोधिचयौवतार ७ । १ ) 

“इस प्रकार क्षमाशील होकर वीर्यका आश्रय लेना होगा; 
क्योंकि वीर्यमै ही बोधि अवस्थित है । वायुके बिना जैसे गति 
सम्भव नहीं, उसी प्रकार वीर्यके बिना पुण्य भी सम्भव 
नहीं है ।? 

“कि वीर्य कुझालोत्साहः ।? ( ७। २) धवीर्य? किसे 
कहते हैं १ कुशल-कर्ममै उत्साह ही “वीर्य? कहलाता है । वीर्य- 
का विरोधी है- आलस्य, कुत्सित विषयमै आसक्ति, विषाद 
या अनध्यवसाय तथा आत्मावमानना अर्थात्‌ अपने प्रति 
अश्रद्धा ओर अविश्वास । बनचारी सिंह जेसे गमन, उपवेशन, 
भ्रमण और शयन सभी अवस्थाओंमें वीर्य प्रदर्शन करता है, उसी 
प्रकार बोधिके साधकको भी सर्वदा वीर्यंका आश्रय लेकर 
चलना होगा । वीय-पारमिताकी साधनाके निमित्त नीचे लिखे 
साधनोंको ग्रहण करना होगा । जेसे ( क ) अविषाद, (ख) 
बल-व्यूह, ( ग ) तत्परता और ( घ ) आत्मविधेयता । 


(क ) अविषाद्‌ 
मानवताकी साधनामें सिद्धि प्रात करना अति दुष्कर 
है, यह मार्ग अत्यन्त बिष्नोसे भरा हुआ तथा विषम दुःखः 
प्रद है । इस प्रकारकी चिन्ता करते रहनेसे मन अवसन्न हो 
जाता है । वैसी अुवस्थामे इस प्रकारकी भावनाके द्वारा मनके 
अवसादको दूर करना चाहिये 
नैवावसादः कृत्व्यः कुतो से बोधिरित्यतः । 
यस्मात्‌ तथागतः स॒त्यं सत्यवादीदसुक्तवान्‌ ॥ 
( बोधिचयोवतार ७ । १७ ) 
मैं दीन हूँ मुझे किस प्रकार बोधि या बुद्धत्वकी प्राप्ति 
होगी, इस प्रकारकी चिन्ता करके खेदयुक्त होना ठीक नहीं | 
तथागत सत्यवादी हैं, वे जब कहते हैं कि वीर्यके द्वारा 
बोधिकी प्राप्ति होगी, तो वह अवश्य ही होगी । 
( ख ) बल-व्यूह 
साधनसमरमें विजय प्राप्त करनेके ल्यि साधकको 
एक चतुरङ्गिणी सेना संगठित करके उसकी सहायतासे 


% वोद्धधर्ममें मानवता ॐ ४०१ 


£ TE MB PE BEC ER ररर 5555-55-52: 











मानवताकी प्रतिद्वन्द्वी अशुभ शक्तियोंके साथ सतत संग्राम 








न आ जाय, केवल उत्साहवश साधन-पथमे जिससे सद्दज 





= चलाते जाना आवश्यक है | बळव्यूद चार प्रकारका होता प्रगति हो, इस प्रकार आलस्यादिके द्वारा चित्तका वशीभूत 
है--( १) छन्द, (२) स्थाम, ( ३) रति, (४) न हौनेवाला भाव ही 'आत्मविधेयता? या “आत्मवशवतिता? 
मुक्तिः । कुशलाभिलाषाक्रो छन्द कहते ह । अशुभ कर्मसे कहलाता हैं । 
; 'र्ब-ग्रा होती ते तः शुभ के सिन प्रकारके मधुर > ७ 
ई) ३८ सि हा bpd केल ना छु ययैव तूलकं वायोगेमनागमने वदास । 
फल उतपन्न होते हँ, इसका विचार क रर तथोत्साहवश यायादद्विञ्चैवं सम्गृध्यति ॥ 
भै “छन्द! या अनुरागका संचार होता है । आरब्धकमंमे CRO ७0 ७५३) 
~ ~ ~ ~ > 
ढता और ऐकान्तिक निष्ठाका नाम “खाम” है । इस हद र 
ताकी बि लि टर PR रूई जैसे वायुके झोंक्रेसे उसकी गतिके अनुसार 
टढताकी बृद्धिके ल्यि साथकको आत्मविश्वास और आत्म: जनागामन करती है गय 
र पड़ती है गार करती है; तुम भी उसी प्रकार उत्साह या वीय 
श्रद्धा जाग्रत्‌ करनी पड़ती दे । के वशी 42 ओर 
मीर क नट के वशीभूत होकर साधनपथमै अग्रसर हो जाओ) 
> Me केनचित्‌ । इसीसे तुमको सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होगी । 
मयैष मानो वोढब्यो जिनसिंहसुतो झहस्‌ ॥ ८३ 
( बोधिचर्यावतार ७ । ५५ ) 5, प्यान पारासता 
छ र >> वीर्य-पारमिताकी साधनाके ५ हिट 
मैं जिन ( बुद्ध ) सिंहका पुत्र हँ । मैं कामक्रोधादि _, र्य-पारमिताकी साधनाके द्वारा पूण मानवताकी प्राप्ति 
न आन हनी थि नन न नन व वन में उत्साहयुक्त होकर साधकको ध्यान पारमिताकी साधना- 
सब दात्रुओंको जीत रूँगा । मुझे कोई नहीं जीत सकेगा । . है छि 
- र में अग्रसर होना पड़ता है । विक्षिप-चित्त मनुष्य कदापि 
अन्तःकरणमे इस प्रकारका “सान? ह्‌ चल ट क्लेझोंको रोकनेमै 
ळक न्तःकरणमे इस प्रकारका “मान हमको ढोते चलना कामक्रोधादि क्लेशोंकों रोकनेमें समर्थ नहीं होता । इसके 
१ चाहिये । ल्यि भगवान्‌ तथागतने दो प्रकारकी साधनाका उपदेश 
तत्कार्यमे अत्यन्त अनुरागको “रति? कहते हैं | यह दिया है--( १) शमथ या समाधि अर्थात्‌ चित्तकी एकाग्र- 
बल-व्यूहका तृतीय साधन है । चतुर्थ साधन भुक्तिः या ता? ( २ ) विपश्यना अर्थात्‌ समाधिज प्रज्ञा । 
हे © ~ (> 
त्याग थ्यंके बाहरका बात हो आरब्ध कार्यको ध्यान पौ नांके 
त्याग है । कि न ES हो तो आरू र ध्यान ( शमथ ) और प्रज्ञा ( विपश्यना ) दो 
कछ समयक लिये स्थागित करना? ब्य उद्यम करक ठो यगपद अनुशीलनके 
क ता करना? व्यथ छ करके विट गुगपद्‌ अनुशीलनके द्वारा निर्वाण प्रात किया जा सकता 
न होनेका “मुक्ति Relax [1017 > से छे स्प 
के CFE ताम मात ८0 हे । इनर्गेसे एकको छोड़कर दूसरेके द्वारा सिद्धि प्राप्त करना 
| ( ग ) तत्परता हा वती 
| साधनामै सिद्धि प्राप्त करनेके लिये साधकको पद-पद्‌- नस्थि क्षानं अपन्जस्स 
| दर विशेष सतर्क रहनेकी आवश्यकता दै । इसीका नाम पञ्ना नस्थि अझायतो । 
| :तत्परता? या “निपुणता? है | यं हि झानळ पञ्जा च 
तैळपात्रधरो यह्ठदसििहस्तैरधिष्टितः । स वे निव्बानसन्तिके ॥ 
स्खलिते मरणत्रासात्‌ तत्परः स्यात्तथा ब्रती ॥ पा 003) 
~ ( वोधि० ७ । ७० ) प्रज्ञाहीन पुरुषको ध्यान नहीं हो सकता ओर जो 





राजाज्ञासे दण्डित पुरुष तेल्पूर्ण पात्र हाथमें लेकर असि 
घारी राजपुरुषोंके द्वारा घिरकर 'विन्दुमात्र भी तेल गिरनेसे 
प्राण चछा जायगा?--इस भयसे जैसे अत्यन्त सावधानीसे 
चलता है, ब्रतधारी साधकको भी ठीक उसी प्रकार 
सावधानतापूर्वक साधनपथमै चलना पड़ेगा । 
( घ ) आत्मविधेयता 
आलस्य, जडता आदिके द्वारा कहीं साधनामै शिथिलता 


मा० अं० ५१-५२ 


ध्यानहीन दै, उसको प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हों सकती । जिसमें 
ध्यान और प्रज्ञा दोनों ही हैं, वह साधक निर्वाणके समीप 
अवस्थित है । 

चित्त विक्षेपको दूर करनेके लिये बुद्धदेवने साधक्रको 
ध्यानाम्यास करनेका विशेषरूपसे निर्देश किया दै 


` ज्ञाय भिक्खु मा च पामदो न 
मा ते कामयुणे भमस्सु चित्त । 


४०२ 





# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परसार्थका * 








मा छोहगुळं गिली पमत्तो 
मा कन्दी दुक्खमिदे ति डयहमानो ॥ 
( धम्मपद---३ ७१ ) 
है मिक्षु ! घ्यानपरायण बनो) तुम्हारा प्रमाद दूर हो । 
तुम्हारा चित्त रूपरसादि विषयोमे विचरण न करे । प्रमत्तता- 
बश ठुस विषयसुखरूप अभिमय लोहके गोलेको निगलकर 
और दग्ध होकर क्रन्दन न करो कि “हाय ! केसा कष्ट है ।? 


“ष्यान-पारमिता? के साधकको संसारके भोग-सुखोंकी 
तुच्छता; क्षुद्रता और कुस्सितताका विचार करके भोग-सुखके 
प्रति बेराग्ययुक्त होना चाहिये । मोग-सुखके लिये प्राणी 
जन्म-जन्मान्तर जिस परिमाणमे परिश्रम करते हैं तथा दुःख 
सहन करते हैँ, उसकी तुलनामै अल्प परिश्रम और अस्प 
दुःख सहन करके वे बुद्धस्वकी प्राप्ति कर सकते हैं, इस प्रकार 
विचार करके वैराग्य उत्पन्न होनेपर साधकको निर्जन स्थानमै 
जाकर ध्यान-साधनामै प्रदत्त होना चाहिये। आचार्य शान्तिदेवने 
“बोधिचर्यावतारः के अष्टम परिच्छेदमै मानवताके विकासके 
लिये दो प्रकारके घ्यानपर विशेष जोर दिया है--( क ) 
“परात्म-समता ध्यान? अर्थात्‌ परको और निजको समान या 
एक मानकर भाबना करना, तथा ( ख ) 'परात्म-परिवर्तन 
ष्यान? अर्थात्‌ परको निज तथा निजको पर मानकर 
भावना करना । 


( क ) परात्म-समता-ध्यान 


शान्तिदेव इस घ्यानकी प्रणालीका वर्णन करते हुए 
कहते टै-- 
परात्मसमतामादौ आावयेदेवमादरात्‌ । 
समदुःखसुखः सरवे पालनीया मयात्मवत्‌ ॥ 
( बोधिचर्यावतार ८ । ९० ) 


पहले परम अमिनिवेशपूर्वक परात्म-समता?के विषयमै 
यह भाव-चिन्तन करना चाहिये कि मेरे सुख या दुःखसे मेरे 
अनर्मे जो भाव उत्पन्न होते हैं, दूसरोंके सुख या दुःख भी 
उनके मनमें उन्हीं भावोंकी उत्पत्ति करते हैं | अतएव जब 
सबके सुख-दुःख समान होते हैं, तब सबको अपने निजके 
समान ही पालन करना चाहिये । 


इस घ्यानके द्वारा जब साधकका चित्त मावित होता है, 
तब वह अति सहज ही तथा सभावतः ही परहितके ल्यि 
जिस किसी मी दुःखको वरण कर सकता है | र 


०००००० 
एवं सावितसंतानाः परहुःखसमप्रियाः । 
अवीचिमवगाहन्ते हंसाः पद्मवनं यथा ॥ 

( बोधि० ८ | १०७) 


इस प्रकार 'परात्म-समता? द्वारा जिनका चित्त भावित 
है, दूसरोंके दुःखके कारण अपना सुख भी जिनको दु;खवत्‌ 
प्रतीत होता है, हंस जेसे सानन्द पद्यवनमे प्रवेश करता है; बे 
भी उसी प्रकार अन्योके दुःख दूर करनेके कारण अवीचि- 
नरकमै मी प्रवेश कर सकते हैं । 

श्रीमद्धगवद्गीतोक्त ध्यानयोगमै भी परात्म-ससता ध्यान- 
की महिमा इसी प्रकार वर्णित हुई है-- 

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योउजुन । 

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 

(६1३२) 

है अर्जुन | सुख हो या दुःख, जो पुरुष अपने समान 
सबको समझकर सर्वत्र समभावसे देखता है, वही योगी सर्व- 
श्रेष्ठ है, यही मेरा अभिमत है । 


( ख ) परात्म-परिवतन-प्यान 


इस ध्यानका उद्देश्य है अपनेको पररूपमें समझकर 
खार्थबुद्धिका त्याग करना तथा परको अपना समझकर 


“परार्थसेवामै अपनेको नियुक्त करना । इस घ्यानकालगें 


साधकको इस प्रकार भावना करनी पडती है । 

“अपने और पराये-दोनोंके दुःख दूर करनेके ल्यि मैं 
अपने इस मैं? को दूसरेको दान कर देता हूँ तथा ढूसरोंको 
मैं? के समान ग्रहण करता हूँ । «मैं दूसरेका हूँ--हे मन! 
यही तुम्हारा सिद्धान्त हो । सब जीवोंकी स्वार्थ-सिद्धिके सिवा 
तुम अत्र और कोई दूसरी चिन्ता न करना । यदि बुम यह 
कर्म ( परात्म-परिवर्तन ) पहले ही करते तो तुम्हारी ऐसी 
दशा नहीं होती । बुद्धत्व अवस्थाका सम्यक सुख तुम्ह 
प्रास हो गया होता । अबतक जिस प्रकार तुमने अपनेमे 
“पन? का आरोप किया था; अवसे उसी प्रकार दूसरॉमें 
भैंअन१ का आरोप करो, दूसरे छोगोंको तुम अब “से? रूपे 
समझो । तुम्हारे इस “तुम? को सुखसे विच्युत करो । 
इसे परके दुःखका मार ग्रहण कराओ, निकृष्ट दासके समान 
इसको जन-सेवामे लगा दो । अपने इस 'तुम? के ल्यै 
दूसरोंका जो कुछ अपकार तुमने किया है, दूसरोके उपकारके 
लिये आज उस सारी दुःख-विपत्तिको अपने इस तुम? के 
ऊपर निक्षेप करो । हे चित्त! अतीतकालके दुःखोंकी राशि- 


2 


% बौद्धधमेमे मानवता % 


४०३ 


्््््व्व््््जिज्आआआआआओआा्िजाई आल ् अचल? 
oo 


> 


| 


रह 


| 
4 





का चिन्तन करके मैंने तुम्हें दूसरेके हाथ बेंच दिया है । 
प्रमादवश यदि तुमको मैं जीवोंको न दे दूँ तो तुम ही 
पुझको यमदूतोंके सुपुर्द कर दोगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं 
है । इस प्रकार अनेकों बार उनके हाथमे मुझको समर्पण करके 
हुमने मुझको दीर्घकालतक दुःख दिया है । उस शत्रुताकी 
बात याद करके हे स्वार्थदास | में तुमको मार डाळूंगा । 
यदि तुममें वस्तुतः अपनेमे प्रीति है तो अपनेसे प्रीति मत 
करना । यदि सचमुच अपनी रक्षा चाहते हो तो अपनी 
रक्षा न करना । जगतूके कल्याणके लिये इस देहको मैंने 
निरासक्त होकर दान कर दिया है, इसी कारण अनेक दोपोँसे 
युक्त दोनेपर भी कर्मके यन्त्र या उपकरणके स्वरूपे मैंने 
इसको धारण कर रखा है ।? 

आचार्य शान्तिदेव कहते हैं कि “जो अपना और 
दूसरेका परित्राण तत्काळ चाहता है, उसकी इस परम 
गुह्य “परात्म-परिवर्तन'-ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । 

६. प्रज्ञा-पारमिता 

पूर्वोक्त दान) शील; क्षान्तिश वीर्य और ध्यान--ये 
पाँच पारमिताएँ प्रज्ञा-पारमिताकी केवल सेविका ह | पञ्च 
पारमिताओंकी साधनाके द्वारा जव चित्त सम्यक्‌ विशुद्ध या 
समाहित हो जाता दै, तब प्रज्ञा या विपक्यनाका उदय 
होता है । 


इमं परिकरं सर्व प्रज्ञाथे हि सुनिजेगौ । 
तस्मादुत्पादयेव्पज्ञां दुःखनिदृत्तिकाड्या ॥ 
( वोधि० ९ । १ ) 


ये दान? शील आदि पाँच पारमिताएँ. प्रज्ञा-पारमिताको 
परिकर हैं । महामुनि बुद्धने कहा है कि ये केवल प्रज्ञाके लिये 
हैँ । अतएव दुःखनिवृत्तिकी इच्छासे प्रज्ञाको 
उत्पन्न करे । 

शमथ या विपश्यना--ये दो आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति 
या निर्वाणः्राप्तिके मुख्य अङ्ग हैं। इनमें शमथ या 
समाधिके साधनकी प्रणाली “घ्यान-पारमिता? में कही गयी 
है। यहाँ विपश्यना या समाधिसे उत्पन्न प्रज्ञाके स्वरूप 


और उसकी साधन-प्रणालीकी संक्षेपं आलोचना 
की जायगी । 


दान, शील आदि साधना प्रज्ञाके द्वारा जबतक 
विशुद्ध नहीं होती, तवतक पारमिताके रूपमे उनकी 
गणना नहीं हो सकती । प्रज्ञा-विशुद्ध दान-शीलादि साधना 


अविद्याके द्वारा प्रवर्तित क्लेश और आवरण-समूइको निर्मूळ 
करके परमार्थ-तच्वकी प्राप्तिके लिये हेतु बन जाती है । 
इसी कारण घटू पारमिताओंमे “प्रज्ञापारमिता? का स्थान . 
मुख्यतम है । 'आर्यशतसाइस्ली प्रज्ञापारमिता? ग्रन्थे 
भगवान्‌ शाक्यमुनि अपने शिष्य सुभूतिसे कहते दै 
“हे सुभूति | जसे सूर्यमण्डल चारों महाद्वीपोंको प्रकाशित 
करता है, उसी प्रकार प्रज्ञा-पारमिता ही पञ्चऱारमिताओंको 
समुज्ज्वठ करती है । जेसे सप्तरक्नद्वारा समन्वित हुए. बिना 
कोई भी राजा चक्रवर्तीपदको प्राप्त नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार प्रजञा-पारमितासे विरद्दित होनेपर दान, शीळ आदि 
“पारमिता? शब्दसे अभिहित नहीं हो सकते । जो जन्मसे 
ही अन्धे हैं; उनकी संख्या चाहे कितनी ही अधिक क्यों न 
हो, विना मार्गप्रदर्शकके वे सभी राह चलनेमें असमर्थ 
होते हैं । इसी प्रकार दृष्टि-शक्ति-विहीन पञ्च-पारमिताएँ 
प्रज्ञा-चक्षुकी सहायताके विना बोधिमार्गम प्रवेश करनेमें 
समर्थ नहीं होती । जैसे छोटी-छोटी नदियाँ महानदी गङ्गाका 
अनुगमन करके और उसके साथ मिलकर सद्दासमुद्रमै 
प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार दान, शील आदि पञ्च-पारमिताएँ 
प्रज्ञा-यारसिताके द्वार परिग्रहीत होकर तथा उसका 
अनुगमन करके सर्वाकारश्ञताको प्राप्त होती हैं । 

चित्तके सम्यक स्थेयो 'दामथ? या समाधि कदते हैं 
सम्यक समाहित चित्तमें प्रज्ञालोक ( विपश्यना )का प्रकाश 
होता है । शिक्षासमुद्च अन्थमै लिखा दै 

किं पुनरस्य शसथस्य माहात्म्यम ? यथाभूतज्ञान- 
जननशक्तिः । यप्मात्‌ समाहितो यथाभूतं जानातीत्युक्त- 
वान्‌ सुनिः ।? 

इस शमथ ( समाधि ) का माहात्म्य क्या है १ यथाभूत 
ज्ञानोत्पादनके विषयमे सामर्थ्यकी प्राप्ति ही इसका माहात्म्य 
है; क्‍योंकि भगवान्‌ शाक्यमुनिने कहा है कि जिस 
साधकका चित्त समाहित है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 


(क ) शूल्यता 
प्रज्ञापारमिताकी साधनासे यथाभूत ज्ञान या परमार्थ 
तत्त्व ज्ञानवी प्राप्ति दोती है, इसीको “शून्यता भी कहते दै । 
यह शून्यता या शून्यवाद सर्वनास्तित्ववाद ( ४7119 ) 
नहीं है । यद बात झूत्यवादी बौद्ध दार्शनिकोने सपषटरूपसे 
घोषित की है । 
“न पुनरभावशब्दस्य योऽथः) स झून्यताशब्दस्यार्थः । 


४०३ 








अभावराब्दार्थञ्च शून्यतार्थसिपयध्यारोप्य अवान्‌ अस्मान 
डपालभते ।?? 
( नागाजुनकत मूल माध्यमिक कारिकापर चन्द्रकीति-बृत्ति २४ । ७) 
“अभाव? राब्दका जो अर्थ है, वही अर्थ झून्यताका 
नहीं है । अभाव झाब्दका अर्थ “शून्यता शाब्दके ऊपर 
आरोपित करके आप व्यर्थ हमको दोष देते हैं । 
जो कुछ आपेक्षिक ( १९।३।।४९ ), अन्यसापेक्ष, 
अन्याश्रित परतन्त्र ( ९०५६ ) है । जिसकी उसत्ति, 
निरोध, अस्तित्व सब कुछ अन्यके ऊपर ( अर्थात्‌ उसके 
देतु और प्रत्यमके ऊपर ) निर्भर करता है, उस जगत्‌- 
प्रपञ्चका निरसन करना ही झून्यवादका उद्देश्य है । 
शून्यवादी कहते हैं कि प्रपञ्चातीतका वर्णन सम्भव नहीं है । 
जो सब प्रकारसे व्यावहारिक ज्ञानक्रे अतीत है, वह 
वर्णनातीत है । शून्यवाद भावात्मक है । इसको स्पष्ट 
करनेके ल्यि प्रसिद्ध भाष्यकार आचार्य चन्द्रकीति कहते हैं-- 


40% 


५६दृष्टव्योपशाम शिवलक्षण सर्वकल्पनाजालरहितं ज्ञान- 
छेयनिठत्तिस्वभावं शिवं परमार्थस्वभावम्‌ । परमार्थमजरम- 
मरमप्रपन्च निर्वाण शून्यतास्वभाव ते न पर्यन्ति मन्द- 
बुद्धितया अस्तित्वं नास्तित्वं चासिनिविष्टाः सन्त इति ।” 
( मूल माध्यमिक ५ । ८ ) 
परमार्थका स्वभाव होता है सव दृश्योंका प्रशमन, 
शिवस्वरूप; सर्वकल्याण-जाळविरहित तथा ज्ञान-शेय-निवृत्ति 
स्वमाव-समन्वित शिवस्वरूप होना । परमार्थ अजर, अमर, 
प्रपञ्चातीत, झून्यतास्वभाबवाला तथा निर्वाणरूप है । मन्द- 
बुद्धि तथा अस्तित्व-नास्ित्वादि मतवादभे अभिनिविष्ट 
दोनेके कारण अज्ञजन इसको देख नहीं पाते । 


( ख ) शून्यवाद ओर ब्रह्मवाद 

शून्यताके स्वरूपके सम्प्रन्धमे बुद्धदेव अपने शिष्य 
दुभूतिसे कहते हैं--“गम्भीरमिति सुभूते शून्यताया एतद- 
धिवचनस्‌ । ञून्यताया एतदधिवचनं यदप्रमेयमिति । ये च 
सुभूते ल्या, अक्षया अपि ते |? हे सुभूति ! यताका 
नाम गम्भीर है । झत्यताका नाम अप्रमेय है | अर्थात्‌ 
अन्यता गम्भीर, डुरवगाह, अमेय, अजेय, अत्य और 
_ अनिर्वचनीय होती है । दे सुभूति | शून्य और अक्षय एक 
द्वी वस्तु है | 

एक प्रकारसे धत्य? उपनिपदोंका “नेतिनेति रह्म? 
है । बृहदारण्यक्र-उपनिषरद् लिखा है-- 


| 

ओ मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका ३ | 
> छह या 

“अथात आदेशो नेति नेति! ह 

(९॥६ | 

२ ) हर 


ब्रह्मके विषयमै उपदेश यही है कि प्नेति-नेतिः- ; 
नहीं है; यह नहीं दे! ब्रह्म सत्‌ भी नहीं है और असत्‌ मी नही. 
“न सत्‌ न चासत्‌? ( इवेता० ४। १८) । ब्रह्म धर्मसे भिन्न है, 
अधर्मसे भी भिन्न दै, कृतसे प्रथक्‌ दै, अकृतसे भी पृथक है... 
>> 
अन्यत्र 'धर्मादन्यत्राधर्मा दन्यत्रास्मास्क्ृताकृलात्‌ । 
( कठ० १।२।१४)| 
अतएव ब्रह्म जब सव कार्य-धमोंसे विलक्षण हे; तब क्‌ 
शून्यके सिवा और क्या है ? सविशेष दृष्टिसे देखनेपर जे 
(पूर्ण है, निर्विशेष दृष्टिसे वही 'झन्य? है । इसी काण 2 
वेदान्तकेसरी श्रीशङ्कराचार्यने अपने सर्ववेदान्तसिद्धान्तसार 
संग्रह ग्रन्थमे कहा है-- 
यच्छून्यवादिनां शून्य ब्रह्म ब्रह्मविदां चयत्‌। | 
जो झून्यवादियोंका शून्य है, वही ब्रह्मवादियोंका ब्रह | 
है । अतएव उपनिषदूका निर्विशेष ब्रह्म ही बुद्धदेवको 
परिभापामें ध्यून्य? है । 
he सह करुणा न 
( ग ) शून्यता आर महाकः | 
प्रज्ञ-पारमिताकी साधनासे शून्यता या 'यथाभूत' बा | 
~ ~ ०७ आविर्भाव 
प्राप्त होनेपर बोधिसत्त्वके हृदयमें महाकरुणाका ३ 


होता है । जीव-जगत्‌को दुःखसागरमें निमञित देखकर महा , 


करुणाकी प्रेरणासे वे उनके उद्धारके लिये अपनेको नियोजित 
करते हैं । 


i 


अहो व्रतातिशोच्यत्वमेषां हुःस्वौववर्तिनाम्‌ | 
ये नेक्षन्ते स्वदोःस्थित्यमेवमप्यतिदुःस्थिताः ॥ 
( वोधि० ९ । १६०) | 
अहा | इस दुःखस्नोतमे निमग्न प्राणियोंकी, अवर 
अति शोचनीय छि परंतु वे दुखस्थापन्न होकर मी अपनी, 
दुरवस्था नहीं देख पाते । | 
एव दुःखाञ्चितप्तानां शान्ति कुर्यामहं कदा । | 
पुण्यमेघसमुद्धतेः सुखोपकरणेः स्व्हः॥ | 
( बोधि० ९ । १६२) 
अपनी पुण्यरासिसे उत्पन्न सुखप्रद उपकरणोंके द 


इस प्रकार दुःखाग्निमें संतप्त प्राणियांको कव मैं गार्ति 
प्रदान करूँगा ! 


ए 


ॐ नर-जन्स वार-वार नहीं मिलता #. 


oI 


४०५ 





प्स्त्स््््स््स्स्त््क््््क््सास्स्््यााससा““““*“न््ज्त्ा त्स्ायाञत्त्वााा 


इस प्रकार षट-पारमिताकी साधना पूर्ण होनेपर बोधिसत्त्व 
बुद्धत्व ग्राप्त करके कृतार्थ होते हैं । बुद्धत्वम महाप्रज्ञा चार 


महाकरुणाका महामिलन संघटित होता दै । दुःखकी 
आत्यन्तिक निवृत्तिलूप निर्वाण प्राप्त करके, भी पूर्णपञ्चामै 


अधिष्ठित बुद्ध निखिल विश्वको अपनेसे अभिन्न मानकर 
करुणाद्र-चित्तसे जीव-जगत्‌की सेवाभे सतत निरत रहते दं 





स्वत्राणानो जगत्प्राणेनदीनासिव सागरः । 


ब्यतिकरस्तदेवानन्तजीवनस्‌ ॥ 

असीम समुद्रके साथ जेंसे नदियोंका मिलन होता दै, 
जगतके अनन्त प्राणियोंके प्राणोंके साथ अपने प्राणक्रा भी 
उसी प्रकार भेदरहित जो महामिल्न है, उसीका नाम “अनन्त 
जीवन? है 





प्रज्ञान तथा करुणा- 


आदराव 


2२. ०. 
त 


इस अनन्त जीवनके अधिकारी, 
घन बुद्ध ही मानवताके चरम अ 
पूजनीय ह्‌ । 


म॑ दाश्वत कालस 






५४३६४ 


मृताव महाराणा 

अनन्त ज्ञान ओर अनन्त करुणासे प्रतिष्ठित होकर ढाई 
हजार वर्षपूर्व भगवान्‌ गौतमबुद्ध मानवताके चरम आदर्श- 
की घोषणा करके जो सहावाणी सुना गये हैं, आज इस महा- 


“जु 


मलिन अति दुर्दिनमे, मानव-सभ्यताके संकटकालमे हम गम्भीर 
भ्रद्धाके साथ अनुध्यान करते हं--- 
माता यथा नय पुत्त आयुसा एकपुत्तसनुर कोवे । 
गल पि सब्ब भूतेखु सानस भावते अपरिम्ञाणं ॥ 
माता जेते अपना प्राण देकर भी अपने पुत्रकी--अपने 
एकमात्र युत्रकी रक्षा करती है, उसी प्रकार सव भूतोंके प्रति 
परिमेय मैत्रीपूर्ण मनोभावका पोषण करे । 





सेत्तन्च सब्बलोकस्सि मानसं भावये अपरिमाणं । 
उं अधो च तिरियञ्च असम्बाध अदेरं असपत्तं ॥ 


ऊपर-नीचे, चारों ओर सर्वनशतूके प्रति मैत्री, 


आपसिमिय मैत्रीपूर्ण मनोभाव) बाधारहित) विद्वेपरहित, प्रतिः 
द्वन्द्विता-शून्य सनोभात्र पोषण करे | 


तिट्टं चरं निस्तिञो वा 

सयानों वा यावतस्स विगतमिद्धी । 
फ्‌तं सति अधिट्वेय्य 

ब्रह्म मेत॑ बिहारमिध्माहु ॥ 


( मेत्तसुत्त ६-८, सुत्तनिपात ) 

दण्डायमान अवस्था, अ्रमणका्में, उपवेशन अथवा 
दायनकालमे, जत्रतक जगा रदे, तवतक सब अवस्थाओंमें 
ग का यही 'ब्रहाविद्दार* नामसे 










अभिहित 
अनीघा 
होन्तु, शत्तान॑ परिहरम्तु, दुर्ववा सुजन्तु, 


यथालब्धसस्पत्तितो मा विगच्छन्यु । 


“सारे जी 


सुखें 


झन्रुर हित हों) विपदू-हीन हों) रोगरदित हो । 
वास करें, दुःखते मुक्त होश यथालब्ध सम्पत्तिते 
वञ्चित न हों । 

हिंसासे उन्मत्त, नित्य-निम्ठुर, द्वन्द्र-कछुषित इस पृथ्वीके 
[पर भगवान्‌ तथागतकी यह अमृत वाणी शान्तिवारि- 
सिञ्जन करके महान्ति, मद्दाक्षेम, सह्दापुण्य और महाप्रेम- 
का प्रसार करे- सर्व बुद्ध ओर बोधिसत्त्वोके निकट यही 


ऐकान्तिक प्रार्थना है । 





८४ नमः सवेवुुद्धबोचिसत्त्वेभ्यः ।? 


—— RR 


| नर-जन्म बार-बार नहीं मिलता 


र नहि अस जनम बारंबार । 

दु पुरवली धौ पुन्य 

शर घटे पल-पल, बढ़े छिन-छिन, जात छागि न वार । 
र्र धरनि पत्ता गिरि परे तै फिरि न छारे डार ॥ 
रज भय-उद्धि जमलोक दरसें। निपट ही अँधियार । 
त सूर हरि कौ भजन करि-करि उतरि पल्ले पार ॥ 
ह 


प्रगख्यो, लह्यो नर-अवतार ॥ 


~ --सूरदासजी 


—e—o SP — 


# मानव वही जो स्वाथे तज होता पथिक परमार्थका # 











जेनधर्म और 


उसकी मानवता 











( रेखक--त्रीगुलात्रचन्द्रजी जैन बी०एस-सी० ( पूर्वा ) “विशारद? ) 


जेनधर्म और मानवताका सम्बन्ध चोली और दामनका 
नहीं, बल्कि गुणी और गुणका है । जिस प्रकार गुणीसे गुण 
और गुणसे गुणी त्रिकालमै भी प्रथक नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार जेन-घर्ससे मानवता और मानवतासे 
नहीं हो सकता । अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा 
कि जैन-धर्म ही मानवता है और मानवता ही जेन-धर्म है। 

“वत्थुसहावो धम्मो? अर्थात्‌ वस्तुके स्वभावको धर्म कहते 
हैं, जिस तरह जलका स्वभाव शीतल है, अमिका उप्णपन है 
बेसे ही आत्माका ज्ञान, दर्शन, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, 
शौच;संयम; तप, त्याग; अकिंचन, ब्रह्मचर्य) धैर्य तथा अहिंसा 
आदि अनन्त सद्रुणरूप मानवताधर्म है । 


जिस प्रकार वर्षा-क्रठमै अखण्ड ज्योतिःस्वरूप सूर्य 
बादलोके कारण प्रकाशहीन दीखता है, परंतु वादलोंके हटते 
ही वही प्रकाश, वही तेज दीख पड़ता है | उसी प्रकार 
अखण्ड ज्योतिःस्वरूप अनन्त गुणोंका पिण्ड यह आत्मा 
संसारी अवस्थामै कर्म-आवरणोंके कारण दीन-हीन दिखलायी 
पड़ता है; परंतु कर्मोके हट जानेपर अपने असली रूपमे 
प्रकट हो जाता है । 

जिस मार्गपर चलनेके कारण आत्मा अपने निर्विकारी 
रूपमै आ जाता दै, उसीका नाम धर्म है। जेसा कि कहाहै “यतो 
अभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म” अर्थात्‌ जिस आचरणसे 
आत्मोन्नतिं और मुक्तिकी प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते हैं । यह 
आचरण-धर्म दो भागोंमें विभक्त है--एक ग्रहस्थ-घर्म तथा 
डूसरा मुनिःधर्म । जन-धर्मका मुनि-धर्म तो खर्ग-मुक्तिका 
कारण है ही, उसे तो एक ओर छोडिये, किंतु णहस्थ-धर्म 
मी इतना मदान्‌ और उपयोगी है कि उसके पालन करनेसे 
मानवमे मानवता स्वयं ही प्रकट हो जाती है। 


जेनधर्मानुयायी ग्रहस्थकी मानवताको देखिये, वह केसी 
मावना कर रहा है-- 


सप्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोद 
किलिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्‌ । 
मध्यस्थभा ` विपरीतबृत्तो 


सदा मसात्मा दिदधातु देव ॥ 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! ऐसी कृपा हो कि में जीवमात्रसे 


जैनधर्म पथक्‌ 


मित्रता रखूँ” गुणी पुरुषोंको देखकर प्रसन्न होऊ, दुख 

वॉपर दयाभाव करूं ओर दुष्ट व्यक्तियोंसे न प्रेम करू 
न वेर करू । अर्थात्‌ तटस्थताका व्यवहार करूँ | इसील्यि 
जन-धमंकी मानवता संसारमै प्रसिद्ध 


है। 


| 


एक बार (हिंदुस्तान टाइम्स'के संचालक महात्मा श्रीगांदी. ' 


जीके सुपुत्र श्रीदेवदासजी जव इंगलेंड गये, तब वहाँके प्रसिदध 
विचारशील लेखक जाजे वर्नाड शासे मिले | बातचीतके सिल. 
सिलेमे श्रीदेवदास गांधीने श्रीवर्नाड शासे पूछा कि आपको 
सत्रसे अच्छा धर्म कोन-सा लगता हे? तब उन्होंने बतलाया 
कि “जेन-धर्म' । श्रीदेवदासजीने इसका कारण पूछा तो 


श्रीवर्नाड शाने उत्तर दिया कि जेन-धर्ममे आत्माको फा. 


शुद्ध करके परमात्मा बनानेका विधान है | अन्य धमेमे 
परमात्मा केवळ एकको ही माना है । उनके सिद्धान्ते 
अनुसार परमात्मा अन्य कोई नहीँ बन सकता; वह चाहे; 
कितनी ही तपस्या क्यों न करें । परंतु जेन-धर्म प्रत्येक , 


सामान्य आत्माको साधनाद्वारा परमात्मा बननेका मार्ग 
बतलाता है । 


दूसरे, जेन-धर्म विश्वःहितकर धर्म है । संसारके प्रचलित | 
धर्मोसै कोई धर्म तो केवळ अपने धर्मानुवायियोंकी रक्षा 


करनेका उपदेश देता है और जो नर-नारी उस धर्मक्रे अनुयायी ? 


नहीं ६ उन्हें अपना शत्रु समझता है तथा उन्हें मार-काटकर 
नष्ट करनेका या बलपूर्वक उन्हें अपना धर्म सनवानेका 
उपदेश देता है । किसी धर्मने यदि दयाभावका क्षेत्र बढ़ाया | 
है तो समस्त मनुष्योंकी रक्षा करनेका विधान बनाया दै। | 
इसके अलावा यदि कोई धर्म इससे और भी आगे बढ़ा है 
तो उसने मनुष्योंके सिवा कुछ काममै आनेवाले पञचु-पक्षियो 
की रक्षाका विधान करा दिया है और काममें न आनेवाले ५ 
बकरा) भैंसा, सूअर) मुर्गा आदिको अपने देवताओंको प्रस 
करनेके लिये भेंट करनेका उपदेश दिया है । 


परतु जन-धम प्राणिमात्रपर दया करनेका उपदेश देती 
है। चाहे सर्प; सिंह, भेड़िया, बिच्छ आदि दुष्ट प्रकृतिका हौ 
अथवा कबूतर, खरगोश, हिरन आदि भोळी प्रकृतिका हो | 
हाथी, ऊंट, बडे आकारवाला हो अथवा चीँटी, सकोबा? 


| 
| 
| 
| 
१ 
| 
मच्छर आदि छोटे आकारवाला हो, एक इन्द्रिय हो या पाँच | 





> मानवताका सार # म ४०७ 
1. 5 0000000000 





इन्द्रिय-धारी हो, जलचर हो; नभचर हो या थलचर हो; समस्त 
जीवोंकी रक्षा करनेका उपदेश देता है । इसी कारण जेन-धर्म 
विश्वधर्म कहलानेका अधिकारी है । इस महान्‌ श्रेयका मूल 
कारण अहिँसारूप मानवता ही है। 

इसी “अहिंसा परमो धर्सः” सिद्धान्तके कारण जैन-धर्मा- 
नुयायी आज विश्वमै मांस-भक्षणसे अछूते रहे हैं । जब कि 
विश्वके प्रायः सभी धर्मानुयायियोंमे मांस-मक्षण प्रचलित है । 

जैन-धर्मका आचार-शास्त्र बहुत सुन्दर है | उसके समस्त 
नियम श्रेणीबद्ध सुनिश्चित हैं | उसकी शिक्षा सीधी व्याग और 


पढ़ना; संयमका अभ्यास; तप करना तथा दान करना-ये छः 
कर्म नित्य करनेका तथा मद्य न पीना; मांस न खाना, शहद न 
खाना, हिंसा न करना, झुठ न बोलना; चोरी न करना, अपनी 
स्रीमै संतोष रखना तथा परिग्रह-प्रमाण अर्थात्‌ संपत्तिकी 
मर्यादा करना आदि अष्ट मूल गुणोंका पालन करनेका 
उपदेश दिया है । 

जैन-धर्मके ५ अणुब्रतोंको २५ दोष टालकर पालन 
करनेवाले णहस्थपर दण्ड-विधानकी कोई मी धारा लागू नहीं 
हो सकती । कितना सुन्दर उपदेश है ग्रहस्थोंके लिये | कितनी 





क्ैराग्यपूर्ण है। हर-एक ग्रहस्थको देव ूजा, गुरूमक्ति, शास्त्र सुन्दर मानवता है जैन-धर्मकी । 
— oo — 


स्स 


मानवताका सार 


( रचयिता- पं० श्रीवीरेश्‍वरजी उपाध्याय ) 


पट देवनसे प्रतिज्ञा कै मानव तन धारे जो, द 
४ ९ ७, लि ४ 
जी सोई श्रीराम र दानव-कुलको सँहारे है 58] 
र मानवता धर्म कर्म पालन दिखायो सवे, _ ष्ठ 
टि राज तजि पिता वनमे जा सम्हारे हे॥ 
54 को सक वखान राम मानवता मंजु यशश _ 
डु मानो मानवतादर्श रामजी दी प्यारे है। i 
छि ती) र ते < 
‘i खत “वीरेश? इसी भोति प्रतिपालन ते, BH 
हट न मानवता-विकासमै विलम्च ना हमारे है॥१॥ र; 
र कास-क्रोधादिक षड रिपुको निकारि डारौ, र 
द मनसे न सूलौ कवौ भ्यान भगवानका। 
रामके कपा-भाजन तब ही बनोगे तुम” श्र 
Hi _तबही पुनि आशा है पूर्ण कल्यानका ॥ रि 
व नेको ना सुनैगो कोऊ _भगवतके _ छपा चिन, त 
कः चाहे दिखावी प्रेम सबसे जी जानका। डड 
श्र भाखत “वीरेश' याते बनी हरि दया-पात्र र्ध 
व्य होवे विकासहु मंजु मानवता ज्ञानका ॥ २॥ १ 
र्य ( दोहा ) , 
छट देवन डुलेभ पायकेः मानव तन संखार। ६ 
7) मानवता पाल्यो नहीँ? ताको है धिक्कार॥ ५४ 
९5 दया हिया पुनि हरि भजन? ना काह अपकार। 


पर हित रत जानो सदा? मानवताका खार ॥ 
मिथ्यावादी पाप ही, निशि दिन लागे प्यार। 
मानवता नाशक सोई जनस्यो जग ह्वै भार ॥ 
समुझि हृद्य याते करौ? मानवताका सार । 
मानवताके उद्यमे, नेक न लगिहे बार ॥ 


पार्क 


वव १०१ दी १ क i i १. 
क १. 


४०८ बै मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका दे 








सच्चे साधु 


स्वामी विशुद्धानन्द सरखती 


काशीके आदर्श संन्यासी संत विशुद्धानन्द सरस्वती 
वेदान्तके महान्‌ पण्डित थे | सनातन-धर्मके संन्यास-सिद्धान्त- 
के रंगभे रंगा हुआ उनका समस्त जीवन आत्मप्रकाशसे 
समृद्ध था । वे औपनिषद आत्मशान्ति तथा निवृत्तिकी सजीव 
चेतनता थे । लोकख्याति और जनसम्पक्रसे पूर्ण तटस्थ रह- 
कर काझीके' अहल्याबाई घाटपर अपने पा. आश्रमर्म रह- 
कर आजीवन आत्मसाक्षात्कारकी ही साधना कै: ते रहे, काशी- 
के बड़े-बड़े विद्वान्‌; ज्ञानी ओर ऐश्वर्युसम्पन्न धनी-मानी व्यक्ति 
उनके चरणाके शरणागत होकर आत्मोत्थानका ज्ञान प्राप्त 
करनेमें भपने-आपको बड़े भाग्यशाली मानते थे । 


आत्मज्ञानकी प्राप्तिमै वे श्रद्धाको बहुत महत्त्व देते थे । 
एक समयकी बात है, वे अपने प्रिय शिप्य महामहोपाध्याय 
प० प्रमथनाध तकभूषणको “छान्दोग्योपनिषद्‌? का एक अंश 
पढ़ा रहे थे । वे प्रयाणके समय दक्षिण मार्गकी गतिपर प्रकाश 
डाल रहे थे, भगवती भागीरथीकी कल-कल शान्तगतिसे बाता- 
वरणमें नीरवता थी, तकभूषण महोदयके लिये विषय रुचिकर 
नहीं था, वे कुछ उपरति-सी दिखला रहे थे। महाराज 
विशुद्धानन्दजीने उस समयके लिये पढ़ाना स्थगित कर दिया, 
कहा कि “तुम्हारे मनमै संदेह है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ 
सत्यपर प्रतिष्ठित दै या नहीं, इस संदेहने तुमको श्रद्धा- 
हीन कर दिया है । जिसके मनमै श्रद्धा नहीं है उसके लिये 
इन बातौका न सुनना ही अच्छा है और कहनेवालेके लिये मी 
यह विडम्बनामात्र है |! तर्कभूषण महोदयने स्वामीजीके 
चरणदेशमै विनत होकर अपने अज्ञानके लिये क्षमा मॉगी । 
स्वामीजीके मुखसे उस समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वचन निकल 
पड़े कि “आजकल ज्याज्यो पाश्चात्य शिक्षाका प्रभाव बढ़ रहा 
हे, त्या त्या संस्क्रत-शिक्षा-पद्धतिका प्रचुररूपमै हवास हो रहा है, 
अध्यात्मशास््के प्रति छोगोंकी अश्रद्धा होना इसीका परिणाम है।? 


स्वामी विश्वद्धानन्दजी महाराज उच्चकोटिके तपस्वी, मौन- 
साधक और योगी थे । उन्होंने अपने महाप्रयाणक्रे बीस- 
बाईस साळ पहलेसे ही सुपुम्नानाडीद्वारा योगप्रक्रियासे 
उत्क्रमण-मार्गका अचुसंधान आरम्भ किया था | वे अपने 
प्रयासमे सफल थे । उन्होने कुछ दिनों पहले ही यह कह 
दिया था कि मैं अमुक अवसरपर महाप्रयाण करूँगा । अपने 


कथनके ही अनुसार आजसे साठ साल पहले उन्होंने नश्वर 
दारीरसे सम्बन्ध-विच्छेद कर अमृत-धामकी यात्रा की शी | 
निस्संदेह स्वामी बिछुद्धानन्द सरस्वती आदर्श-संन्यासी 
और परम विरक्त थे । 
महर्षि रमण 
महर्षि रमणने अपनी समकालीन मानवताका आत्मज्ञान- 
के प्रकादमें पथ-प्रदर्शन किया । उन्होंने निष्पक्षभावसे 
मानव-मात्रको शरीर नहीं, दारीरी--आत्माका तत्त्व समझनेकी 
प्रेरणा दी | वे समस्त जगतके थे और निस्संदेह समस्त जगत्‌ 
की आत्मचेतना उनमें परिव्याक्त थी । उनका अरुणाचलस्थ 
रमणाश्रस सांसारिकताके मरुस्थळका मख्य्यान है। महर्षि रमणने 
अपनी खोज की, वे आत्माके मानवरूपके मौलिक व्याख्याकार 
थे, उन्होंने लोक-जीवनको आत्मप्रकाझ दिया, सानवताके 
ऐतिहासिक विकासमै यह उनका महान्‌ योग स्वीकार किया 
जा सकता है । 
महर्षि रमणने मानवको आत्मानुसंधानका मार्ग बताया | 
उन्होंने कहा कि अपने आपको जानो, आत्मज्ञान ही परमोच्च 
ज्ञान है । आत्मज्ञानकी प्राप्तिके वाद कुछ भी जाननेके लिये 
नहीँ रह. जाता है । 'उपदेशसार?में महर्षिकी बाणी है-- 
भावशून्यसद्गावसुस्थितिः, भावना बळाद्‌ भक्तिरुत्तमा । 
बन्धस्लुक्त्यतीतं परं सुखं विन्दतीह जीवस्तु दैविक; ॥ 
महर्षि रमणने मानवको अपरिग्रह, आत्मज्ञान और 
भगवदूविश्वाससे सम्पन्न किया, वे स्वयं इनसे सम्पन्न थे) 
उनका समस्त जीवन आचरणप्रधान था । वे उच्च कोटिके 
अपरिग्रद्दी थे | एक समयकी बात है, उनके पास केवल एक 
लँगोटी थी, उसीसे वे काम चलाते थे, वह फट गयी थी पर 
यह बात किसी प्रकार प्रकट न हो, इसलिये किसीसे उन्दने 
आश्रममें सूई-डोरेकी भी माँग न की । वे जंगलमें गये, एक 


' मोटे कंटिमें पतले कॉटेसे छेदकर उन्होंने उससे सूईका काम 


लिया । फटी लँगोटीमैसे तागा निकालकर उसको सी लिया 
और उसको बहुत दिनोंतक्र उपयोगमै राते रहे | मानवमात्र- 
को महर्षिने अपने इस तरहके जीवनसे अपरिग्रहकी शिक्षा 
दी । महर्षिने मानवताको कहीं अपमानित नहीं होने दिया 
मानवके हितके अनुकूल ही उनका आचरण परम पवित्र था | 
वे अभय थे, केवळ परमात्माके शासनमें उनका कर्तव्य 
निर्धारित होता रहता था | वे महान्‌ मगवद्विश्वासी थे” 


ब 





साधुओक आदरे 


सच्चे साधुओं 





[का 


श्रीरमण महाष 


सञ्च नेताओंके आदश 





लोकमान्य तिलक 


११ 


छ... - 


[oS 


८३ 





रॉ 


) जल 
| 


# सच्चे देशसेवक नेता # 





म्रगवान्‌ अरुणाचलमे उनकी परम निष्ठा थी, एक समय मातू- 
भूतेश्वर मन्दिरे लिये चंदा एकत्र करनेके लिये एक सज्ञन- 
ने अहमदाबाद जानेकी आज्ञा मागी; महर्षिने तत्काल कहा कि 
ध्यह बड़े आश्चर्यकी वात है कि आपलोगोका विश्वास भगवान 
मे नहीं दीख पड़ता । उन्होंने अरुणाचलकी ओर संकेत कर 
कहा कि इनकी कृपासे हमारी समस्त आवश्यकताएं पूरा दता 
हैं । उन्होंने मानवताको भगवदूविश्वाससे समृद्ध किया । 


४०२, 





महर्षि रमणका जीवन आदर्श संतत्वसे सम्पन्न था । 
उन्होंने मानवताको आत्मीयताका पाठ पढ़ाया, समस्त चराचर 
में परमतत्वक्री अनुभूतिकी सीख दी । उन्होंने कहा कि 
ईश्वरसे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं है । केवल वे ही सत्‌ दै । 
रसण महर्षि वास्तवे छोकगुरु थे, वे सच्चे संन्यासी थे | 
ये दो उदाहरण भारतक्रे असंख्य सच्चे संन्यासियोका स्वरूप 
लक्ष्य करानेके लिये हूं । 


--५>८४०>५- 


सच्चे देशसेवक नेता 


लोकमान्य दिलके 

लोकमान्य? शब्दका स्मरण करते ही भारतीय आदर्श 
खराज्यवादी नेता बाल्गज्ञाधर तिळकका पुण्य तपोमय जीवन 
मानस-पटपर अङ्कित हो उठता है । उन्हाने विदेशी दासता- 
की हथकड़ी-बेड़ीसे जकडे भारतीय मानव गको उचित पथ- 
प्रदर्शनकर स्वराज्यका मर्स समझाया । वे परम आदर्श नेता 
थे | उनका समस्त जीवन स्वराज्यकी मॉगका भाष्य कहा 
जा सकता है । तिलक महाराजने अपनी पिछली पीढीके 
सुधारवादी नेताओकी नीतिकी कड़ी आलोचना की और 
भारतको अंग्रेजी शासनसे मुक्त करना हाँ परम पवित्र राष्ट्रिय 
कर्तव्य समझा । “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हैं! 
उनकी इस पुनीत घोषणासे तत्कालीन विलायती सरकार 
दहल उठी । यदि महात्मा गाँधीकी “भारत छोड्रोकी माँग? 
मारतीव स्वतन्त्रताके संघर्षका उपसंहार है तो तिलक महा 
राजकी “स्वराज्यःकी घोषणा उसकी मूल प्रस्तावना है । 


वे जन्मजात नेता थे । उन्होने केवळ स्वराज्यके ही 
युद्धका बीजारोपण नहीं किया, देशके सास्कृतिक आर 
सामाजिक उत्थानम भी उनका मनोयोग सराहनीय हैँ । 
महाराष्ट्रियोमे गणेश-जन्मोत्सव आर शिवाजी महाराजकी 
जयन्ती सनानेकी प्रथा प्रचलित की; उन्होंने सनातनधम, 
गोवधनिप्रेध-आन्दोळन, विद्यार्थियोंके देशप्रेम तथा व्यायाम 
आदिकी शिक्षा आस्था प्रकट कर संस्कृति और राष्ट्रियताके 
विक्रासमै महत्त्वपूणे योग दिया | उनका सब बड़ा मौछिक 
और अलौकिक कार्य था श्रीमद्धणवद्गीताका विचारपूण 
भाष्य “गीतारहस्य? प्रस्तुत करना | गीताके इस नवीन भाष्यसं 
मारतीय मानवकी सुप्त चेतनाने करवट बदली । उसने 
स्वराज्यक्रे मार्गपर बढ्नेके ल्यि भागवत-प्रकाश प्राप्त किया 
तिलक महाराजके पुण्य तपसे । उन्होंने सिद्ध किया कि गीता 


कर्मसंन्यास नहीं--कर्मयोगका शास्त्र है । उनका "गाता 
रहस्य? स्वाधीनता और बन्धनसुक्तिका अमर वाङ्म दै । 
तिलक महाराजका कहना था कि गीताका कर्मयोग संसारको 
असार नहीं मानता है, प्रशुमय मानता दै और निष्काम 
ताचरणका प्रतिपादन करता है । ज्ञान ओर भक्तिके सह 
पर्ण योग होनेपर कर्मकी गति समाप्त नहीं होती 
है, बह तो निरन्तर चलती रहती है । उनका जीवन सीता 
प्रतिपादित कर्मयोगका पर्याय था । 


परसात्मा 


लोकमान्य तिलक राष्र निर्माता  । वे भूतकालीन गरव 
विष्ये उत्थाने समन्वयसूत्र थे | एक राजनीतिक 
साथ-ही-साथ वे वहत वड़े साहित्यकार भी थे। 
मि उसकी वुळनामे कोई दूसरा व्यक्ति 
ऐसा नहीं दीख पड़ता है जिसने स्वदेशके लिये इतने कष्ट 
और विघ्न सहे हौँ । अपने राष्ट्र, देश तथा धर्मकै प्रति 
कर्तव्य-पाळनके लिये तिलक महाराजका आदर्श नेतृत्वमय 
जीवन-चरित्र हमारा पथप्रदर्शक है । 


महामना मालवीयजी 


प्रण्डित मदनमोहन मालवीय आदश सानवके विभिन्न 
आदर्श शुर्णोके सजीव प्रतीक थे । वे आदश नेता; आदश 
हिंद, आदर्श धर्माचारी, आदश गोसेवक आदरा शिक्षा- 
पण्डित और आदर्श साहित्यिक थे । वे रात दिन लोकहित 
चिन्तनमें लगे रहते थे । वे तपस्या ओर त्यागके धनी थे । 
काशीका हिंदूविश्वविद्यालय उनकी तपस्या ओर त्यांगका 
अक्षर भौम-प्रतीक है । यदि यह कहा जाय कि माल्वीयजी 
अपने समयके सबसे बड़े सानव-नेता थे तो यह कथन 
ऐतिहासिक औचित्यके सवथा अनुकूछ है। वे भारतीय 
स्वराज्य-आन्दोलनके प्रमुख कर्णधारोमेसे एक थे | उनका 
व्यक्तित्व प्रेमपूण था । 


आर 
नेताक, 


महामात गाखल झा 





त कक ा नला 





माळवीयजी महाराजने आजीवन हिंदुत्वके समुस्थानकी 
चेष्टा की । उनके हिंदुत्वमें अद्भुत विनम्रता और उदारता- 
का दर्शन होता है । उन्होंने कहा था कि मैं जैसे हिंदुओंका 
कल्याण चाहता हूँ वैसे ही मुसल्मानोका भी । कदाचित्‌ मुझमें 
शक्ति होती कि मैं हृदय या कलेजा खोलकर अपने हिंदू 
और मुसस्मान भाइयोंको दिखला सकता कि मैं इन दोनों: 
का किस प्रकार एक समान हिताकाङ्की हूँ । महात्मा गाँधीने 
कहा था “मैं उनको सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानता हूँ; जो आचारमें 
बड़े नियमित पर विचास्मै उदार हैं । वे किसीसे द्वेष कर ही 
नहीं सकते । उनके विशाल हृदयमे शत्रु भी समा सकते हैं ।? 

महाराजकी धर्माचरणमें अविचल निष्ठा थी । महाराजके 
वचन हैँ कि 'प्रथ्वीमण्डलपर जो वस्तु मुझको सबसे अधिक 
प्यारी है; वह धर्म है और वह सनातनधर्म है । अभी संसार 
सनातनधर्मके महत्त्वको नहीं समझता । मुझे आशा और 
दृढ़ विश्वास है कि थोड़े समयमै समस्त संसारको यह विदित 





$ मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


कसा 


हो जायगा कि यह सनातनधम केसा है तथा किस प्रकार भे 
मूल्पर स्थित है ।? वे आदर राष्ट्रवादी थे । उन्होंने 
स्वतन्त्रता-संग्राममें असाधारण आहुति दी । बे डॉक्टर एनी 
बेसेटके झाब्दोमे “भारतीय एकताकी मूर्ति? थे | महारा 
गोमक्ति सराहनीय थी । उनकी स्वीकृति है कि गौ मानक 
जातिकी माताके समान उपकार करनेवाली है, मनुष्य उतके 
उपकारसे कमी उक्रण नहीं हो सकता |) 7 

काशीका हिंदू-विश्वविद्यालय केवल भारतको ही नहीं, 
समस्त रिक्षा-जगत्‌को बहुत बड़ी देन है, यह एक मान्‌ 
हिंदू तपस्वीकी तपस्याकी पुण्यपताका है । महाराजके समस्त 
कार्य मानवतापरक थे, वे मानवताके पूजक थे । उन्होंने सदा 
मानवके कल्याणकी ही साधना की । निस्संदेह वे महामना 
थे, मानवता-तच्वके प्रकाशक तथा सच्चे नेता थे । 

इन दो उदाहरणोंसे भारतके देशसेवक सच्चे नेताओका 
स्वरूप समझा जा सकता दै । ऐसे ही नेता यथार्थ नेता हैं। 





असलीको बदनाम करनेवाले नकली स्वार्थी लोग 


नकली साधु 


जहासि सदाचारकी प्रेरणा समाजको सदासे प्राप्त होती रही, 
जहाँ हम शरद्धासमन्वित पहुँचते हैं आत्मकल्याणकी आशा 
लिये; उस साधु-समाजमें आज विरक्त सच्चे संतो-महात्माओंका 
नाम बदनाम करनेवाले ये भेड़की खालमे भेड़ियोंकी तरह खार्थ- 
साधनके लोमी नकली लोग घुस आये हैं । 


` आज इन त्यागी कहे जानेवालोंके आश्रम--उन्हें कहा 


कुटी, आश्रम जाता है; किंतु वे राजसदन-जैसे विशाल हैं । 
जो सार्वजनिक मञ्चपर संसारकी असारताका उपदेश देते नहीं 
थकते, विषर्योको विप्ररूप बतानेकी अपार युक्तियाँ देते 
ईँ । पर जिनका अर्थसंग्र बराबर बढ़ता ही जाता है। 

“कामिनी और काञ्चन? मायाके ये दो विकट फंदे हैं। 
“जौ आत्मकल्याण चाहे--इनसे दूर रहे ।? सत्य यही है और 
उपदेश भी इसीका दिया जाता है; किंतु नारियोंसे अलग 
दी रहना चाहिये! यह बात कहनेवाला सबसे अधिक 
रोषमाजन होता है इन साधु-नामधारियोंका । उसे शाख्नार्थकी 
चुनौती ही नर्दी--गाल्यि सुननी पड़ती हैं | 


इन्द्रियोंका असं प्रम त्यागका अभाव; आचारकी शिथिलता, 


मोगपरायणता और इतने सपर साधु होनेका उद्दीत गर्व | 


समाजमें ही त्रुटि है। साधु भी इसी समाजसे आते 
हैं, किंठ समाजकी श्रद्धा जहाँ प्रेरणा पाती है, जहाँसे समाज 
आत्मसुधारके आदेशकी आशा करता है--प्रबञ्चना एवं 
पतन वहीं--कैंसे सहन योग्य है यह स्थिति | पर आज त्यागी 
महात्मा भी कम नहीं हैं और वे जबतक रहेंगे; समाजका कल्याण 
करते ही रहेंगे । 

नकली नेता 

उज्ज्वल वस्न» स्वच्छ वेश-भूषा--जननेतृत्व जो करना 
ठहरा; सच्चे देशहितेपी त्यागी पुरुषोमे हंसोंमें बगुलोकी 
भाँति आ घुसे ये नकली लोग, और केवळ पदलोलुपता, अर्थः 


` प्रियता तथा स्वार्थपरायणतामें ही ल्गो रहकर ये सच्चे देशः 


सेवक नेताओंको भी बदनाम कर रहे हैं। 


मेरे परिचित एक उच्चाधिकारी कह रहै थे--“प्राय! 
सभी राजनीतिक दळोंके ऐसे नेता आते हैं झठा दबाब देने | 


मिथ्या साक्षी देने |? परमिट प्राप्त कर्ने- सम्बन्धियोंको | 


दिलाने अथवा उसके लिये कुछ तै करके दौड़-धूप करनेकी 
वात कितनी साधारण हो गयी है- आप जानते हैं । 
चुनावोके समय जो आक्षेपके कीचड़ उछलते हैँ, जो 


गंदी-दल्बंदी होती है-अवाञ्छनीय कार्योक्ो जो परोत्स इन 
दिया जाता है । 


3 





ओ रोक उठे पद्‌ ! # ३१२ 








> 
कः 


ऐसे कृत्रिम जन-नेताऔसे समाजकी गंदगी केसे स्वच्छ 

होंगी इनके अपने ही हाथ कीचड़मे जो भरे हैं १ 
जितो 
खार्थी अधिकारी 

आये दिनकी घटना है--डाकुओंको अमुक-अमुक 
अधिकारियोँसे शास्त्र प्रास्त होते हैं, चोरोंका अमुक-अमुक 
कर्मचारी संरक्षण करते हैं, उन्हें सहायता देते है । चोरों एवं 
ढाकुओंके साथ अनेक स्थानोंपर सरकारी कर्मचारी पकड़े गये 
हैं और पकड़े तो सदा ही बहुत थोड़े जा सकते हैं । 


चोर-बाजारी चलती है--एऐसे स्वार्थी अधिकारियोंके 





सहयोग-संरक्षणसे और न्याय-विभागक़री घूसखोरी--लछगभग 
सभी विभागोंमे छोटेसे बड़ेतक बुरी दशा | 


घूस, शराब) मांस) अनाचार-दौरोंके समय तो जैसे 
स्वत्व हो गया है अधिकारियोंका कि अधीनस्थ उनके आहार- 
विहारकी भरपूर व्यवस्था करें । 


०० ०० ~ 


जव उच्चाधिकारी कुछ ले लेता दै, नीचेवालोंको खुलकर 
खेळनेकी छुट्टी मिल ही गयी । 

जो संरक्षक हँ, उनकी स्थिति-आज तो.खेतकी वाड 
ही खेत चरने लगी है । 


कै छक 


रोक उठे पढ्‌ ! 


( स्चयिता-शरीसुदर्शनसिंजी ) 


ऊध्वोन्सुख अधोसुख पथिक परिवार, 
क्षण ठहर ! रोक उठे पढ़ ! 

हो ? किधर ? कया ? 
खो चळे । 
गति अनवरुद्ध तेरे पदोकी धन्य! 

किसकी यह प्रेरणा ? कौन मन्त्रदाता ? 


वासना अथवा विवेक ? 


तू सम्राट, 
परचश-फ्राथीन तुझको बनानेकी 


करता तो नहीं दै कोई तुझसे प्रवञ्चना? 
वासना विजयिनी यदि 
देख, हँस रहा है दैत्य! 
विवश तू जायगा, 
तुझे ले जायगा यह पद्‌ तेरा, 
अन्ध तमस पूर्ण-- 
अधःपतनकी ओर ! 


"अन्ध नहीं वाखना। 
योग है प्रात्त उसे समुचित विवेकका ।! 
सत्य ? 
देवता सजाते हैं खागताअलि वहाँ 
कितु-- 
इस स्वर्गके खागतका महान व्यङ्ग 
“उठा लिया हमने इसे! 
पुनः गिरेगा विवश | 
सचमुच तू प्रस्तुत है वञ्चित होनेको ! 
होने दे प्रबुद्ध शुद्ध अपने विवेकको, 
श्रद्धापूत भावना-सास्विक सहचरी- 
आश्रय दे उसे ! 
अपनी मानवता, मानव सम्हाल ले! 
देत्य-देव दोनो प्रणत पर्दामे नित्य, 
नर | 
नारायणका सखा है तू! 
तेरे पद्‌ तेरी मानवताके महान पद्‌” 
पद्‌ नारायणका तेरा नित्य खत्व : 
कहाँ? किधर ? क्षण ठहर ! 
रोक उठे पद्‌ !! 


aI 


% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 











इस्लाम-धर्ममें मानवता 


( ेखक--श्रीसैयद कासिम अली, साहित्याळंकार ) 


ईश्वरीय नियम है कि जहाँ अनाचार-अत्याचारका 
बीभत्स आर्तनाद दानवताकी पराकाएापर पहुँच जाता है, 
वहाँ फिर मानवताका वह स्तम्भ स्थापित होता है, जो 


संसारके लिये आदर्श प्रकट करता है । अरव देशमै भी 
आजसे डेढ़ हजार वर्ष पहले नारकीय कृत्य होते थे 


| 
लड़कियोंको जिंदा गाइ देना, शराब पीना, दासोकी 
परम्परा, मनुष्योंगे भेदभाव) ळूट-खसोट) डाका-चोरी, लेन- 
देनमे मूछसे ब्याज कई गुना, पाप, छळ; कपट व्यभिचार 
आदि हजारौं दुष्कर्म प्रचलित थे | ईश्वर और भक्तिका नाम 
नहीं था । मनमानी धींगामस्तीका साम्राज्य दाक्तिमानोंके 
हाथमे था । ऐसे कठिन कालम दानवता तथा पशुताको नष्ट 
करनेके लिये ईश्वरीय प्रेरणा हुई और हजरत सुहम्मदका जन्म 
सन्‌ ६२५ ई० में अरब देशाके मक्का शहरमे हुआ । उन्होने 
शरावका पीना तथा छूना) ब्याज लेना, जना करना; ऊँच- 
नीचके भेदभावको पापकर्म कहकर इस्लाम अर्थात्‌ शान्तिका 
उज्ज्वल पथ घर्मके रूपमे चलाकर मानवताका आदर्श 
स्थापित किया और मानवताके वशीभूत हो इस धर्मके 
निम्नलिखित उद्देश्य प्रकट किये | 
१-इमान-सत्यताको पालन करके, छल-कपट; 
पर-निन्दासे बचकर ईश्वरीय ध्यानमै पूर्णरूपसे मग्न रहना | 
२-नमाज--सच्चरित्र, सदाचारी और पवित्र रहकर 


प्रतिदिन ५ बार प्रातः, दुपह्र; अङ्व-संध्या, संध्या; 
अर्डरात्रिको ईश्वरोपासना करना तथा छोटे-बडे- 
का भेदभाव मिटाकर एक पंक्तिमै सामूहिक ईश- 


बन्दना करना । 


३-रीजा- सालभरमै एक मास बिना जल-फलके 
दिनभर व्रत रखना, जिससे मानसिक शुद्धि, संतोष और 
त्यागकी भावनाएँ उठे । 

४-हज--साल्भरमें संसारके सभी लोगोंका मक्का-शरीफ- 
की यात्रा करके विश्वमरके साथियोंके साथ ईश्वरोपासना करना, 
जिससे. विश्वपरिचय मिले) संसारका ज्ञान बढे और सबके 
दुःखोंका परिचय प्रात हो। 

५-जकात--आमदनीका चालीसवाँ भाग गरीबोंको दान 
करना? जिससे दीन-हीनोंकी समस्या हल हो जाय | 


बह सिद्धान्त केवळ मानवताके वास्तविक रूपको ही 
विकसित करता है । यही नहीं, अनुशासन) एक आदेश, 


अन्य धर्मौका सम्मान; स्त्री-सम्मान इस्लामके आचार्य, 
इस्लामी ग्रन्थ और इस्लामी जनतासे गौरवशाली है । प्रत्येक 


मसल्मान प्रतिज्ञाबद्ध प्रार्थना करता है । दिनमै पाँच वार 
नमाजके बाद कहता है कि 'रब्बना अतंना फिहुनिया हसन 
तव फिल आखिरते हसनातव किनाअजा? अथात 
तू हमको मानवताकी प्रेरणा दे और अन्तकाळमे 
परहितकी शक्ति दे, जिससे नरकसे बचे 

शरीफम किसी अन्य धर्मवालोका अपमान नहीं 
एक सूरह काफिरून है जिसका अर्थ है कि जो छे 
पूजते हैं, पूजने दो। उन्हें कष्ट दो, तुम अपने अं 
अपने सिद्धान्तोंपर रहो । इसी भाँति सूरह फलके कुल 
आऊजो विरव्बिळ फलके मिन शररे मां खलाक्का ब मिन 
शररे गासे किन इज़ा वक्रा ब मिन शररे हासिदेन इजा 
हसद्‌ अर्थात्‌ मैं उस प्रभुसे क्षमा चाहता हूँ जो सानवता- 








के विरुद्ध प्रचलित है । उस ईर्ष्या अंधेरी छानेवाली 
बुराई और पक्षपाती नीतिपर चळनेवालोंकी बुराइसे 


(क्षमा चाहता हूँ )। उपर्युक्त कुरानशरीफकी आयते ही 
नहीं, सारे खलीफा, इमाम सानव-प्रेमी थे । पैगम्बर साहबने 
अपने उन इात्रुओंको) जिन्होंने उनके आत्मीयजनका खून 
बह्दाया) जिन्होंने उनको हर भाँति कष्ट पहुँचाया, जिन्होंने 
उनके भक्तो तथा उनके पवित्र ग्रन्थ तथा पवित्र खानीको 
हानि पहुँचायी, सदा क्षमा करके ईश्वरसे उनको सम्मार्गम 
चलानेकी प्रार्थना की । उन्होने कई प्रसंगोंपर विभिन्न धर्मः 
बालोंको मस्जिदीमै ईश्वर-प्राथनाकी आज्ञा देकर उदारता 
दिखायी है । क्रोध, मद, लोम, मोह, सार्थको मिटानेबाळ 
इस्लामके हजारों लाखों ऐतिहासिक उदाहरण मानवताकी 
महान्‌ पताका फेला रहे हैं | आज जो भाषा, भेर प्रान्तके 
स्वाथी लोग पद, पैसा, पराक्रमको प्राप्त करनेके लियं 
मानवताका रक्त चूस रहे हैं, वे खार्थी संसारमै अपने 
अमर पथको भ्रष्ट करके कभी सुखी नहीं रह सकते । 
इस्लाम निन्दा, बुराई और स्वार्थ सावनाको अहितकर 


बतलाता है और मानवताकी नींवपर खड़ा होकर संसारे 
अद्वितीय आदर्श रखता हवै । 


= न ती 


द्‌ 


ह... 





ना चित 


बनाया । उनकी स्थितप्रज्ञता एवं भागवतोत्तम 





5 मानवताके खर्णकण क ४१३ 





क्स 


026 ९ 
मानवताक स्वणकण 
मानवताकी सलु मूर्ति संत एकनाथ 


( चयनकती--श्रीश्रीरममाधव चिंगळे, एम्‌० ए० ) 


सुप्रसिद्व महाराष्ट्र संत एकनाथ महान्‌ 


ज्ञानी तथा भगवद्भक्त थे । बे सगुण-नि्गुण 


उभयविध साक्षात्कारसे सम्पन्न थे । गुरु ज्यु डन 


०७ 


आज्ञाका पालन करनेके हेतु उन्होंने गहस्थाश्रम- 
झो स्वीकार किया और उसे हर तरहसे आदर्श 
f= तिकी 0). निदर्शक 0 ञ्र ~ व ठः 

स्थितिकी निदर्शक अनेक कथाएँ महाराष्ट्रके 
घर-घरमै प्रचलित हैँ । इनमेंसे मानवताकी 


निदर्शक कुछ कथाएँ. हम नीचे उपस्थित 


( १) गरमीके दिन थे। वेशाख मास था, मध्याह्न 
का समय था, भगवान्‌ भास्कर अपनी चण्ड किरणोंसे 
अवनीतलको प्रतत्त कर रहे थे, ऐसे समय संत एकनाथ 
ल्ञान-संध्यादिकी सामग्री लिये हुए नंगे पेरों नदीकी ओर 
चले जा रहे थे । मुखसे स्तोत्रादिका पाठ तथा भगवन्नाम- 
संकीर्तन चल रहा था, सहसा सार्गमे आपको एक बड़ा ही 
करुण दृश्य दिखायी दिया । एक अन्त्यज स्त्री पानी भरने 


~ 


जा रही थी, पैर जल रहे थे, इसलिये बह द्रुतगतिसे घरसे 
निकलकर नदीकी ओर चळ दी । चुपकेसे उसका बच्चा भी 
उसके पीछे हो लिया । इस बातका उस स्त्रीको पता न 
चला | बच्चा कुछ दूर तो माँ-माँ कहकर दौड़ता गया । 
किंतु उस प्रचण्ड गरमीमे भळा वह किंस प्रकार अपनी 
माताकी पकड़ पाता ? तप्त-बाद़्कामय मार्ग अपनी दाहकता- 
भै अभिकी स्पर्धा कर रहा था । वच्चा थोड़ी दूर चलकर 
गिर पड़ा और लगा तड़फड़ाने । मुँहसे उसके लार बह रही 
थी और नाकसे मेल, वह न तो आगे जा सकता था, न 
पीछे । महात्मा एकनाथका संत-छ॒दय इस दृश्यकी देखकर 
द्रवित हो उठा । बिना किसी संकोचके उन्होंने उस घिनौने 





अन्त्यज वालकको अपनी गोदमें उठा लिया । उसकी नाक 


तथा मुँ अपने अँगोछेसे साफ किये और अपने उत्तरीयसे 
दँककर उसे अन्त्वजोंकी बस्तीमे छे गये । बालकका पिता 
यह दृश्य देखकर घरमेंसे दौइता हुआ बाहर आया । पीछेसे 
बालककी माता भी पानी लेकर आ पहुँची और संत एकनाथ- 
के रूपमै मूर्तिमती मानवताके दर्शन करके कृतार्थं हुई | संत 
एकनाथने बच्चोंके विषयमै अधिक सावधानी रखनेकी प्रेमपूण 
सूचना दी और भगवन्नामका स्मरण करते हुए गङ्गाखानार्थ 
चल दिये । ध्यान रहे यह घटना उस समयकी है जव अन्त्यजो- 
की छाया पड़नेपर भी ब्राह्मण स्वानद्वारा अपनी शुद्धि 
किया करते थे; किंतु मानवता इन सत्र बन्धनौं तथा 
मर्यादाओंसे परे है । 


( २) एक समय संत एकनाथ तीर्थयात्रा कर रहे थे । 


~~ 


साथमै त्रिवेणीसे गज्ञाजलकी कॉवर भरकर रामेश्वर भगवानको 


चढ़ानेके हेतु ल्यि हुए थे । मार्ग आक्रमण करते-करते 
राभेश्वरके प्राय; समीप आ पहुँचे थे | कारके सहित संत 
एकनाथ सुँहसे भगवन्नामका घोष करते हुए आगे-आगे 
चले जा रहे थे | साथी लोग कुछ पिछड़स्से गये थे । इतनेमें 
संत एकनाथने देखा कि एक गधा प्याससे व्याकुळ होकर 
तप्त-बालकामें बुरी तरह तडफ रहा है | भूतसात्रर्म भगवान्‌: 


४१४ 





के 


इश्यसे द्रवित हो गया और निस्संकोच भावसे उन्होंने काँवरके 





गज्ञाजलद्वारा उसकी तृत्ति की । पेटमें पानी पहुँचते ही गघे- 
को नवजीवन प्राप्त हो गया और वह उठकर टी-भोंकी 
हर्षध्वनि करते हुए चल दिया । पीछेसे आ रहे एकनाथजीके 
साथियोंने यह सब दृश्य दूरसे ही देख लिया और वे जल गये | 
समीप आकर एकनाथजीसे कहा, “यात्रा व्यर्थ गयी । कारण 
गधेका उच्छिष्ट गङ्गाजल रामेश्वर भगवानको 
चढानेके योग्य न रहा ।? महात्मा एकनाथने 
धीर्‌-गम्भीर भावसे कद्दा--“जिस कारण तुमलोग 
यात्राको निष्फल समझ रहे हो, उसी कारण वह 
अधिक सफल हुई है । चराचरमें, अणुरेणुमे व्याप्त 
मगवान्‌ रामेश्वरने जरा जल्दीमें आकर रास्तेमें 
ही हमारी सेवा स्वीकार कर ली।? इन रहस्यभरे 
शब्दको सुनकर सब बड़े संतुष्ट तथा प्रसन्न हुए। 

( ३) श्रीसंत एकनाथकी साधुता, परोपकार 
तथा. शान्ति इत्यादि प्रकट होनेवाली दैवी 
सम्पत्तिकी ख्याति सर्वत्र फैल रही थी, इस बात- 
से कुछ स्वार्थी तथा ईष्यांछ लोग जलने लगे | 
एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपनी कन्याके 
विवाहके ल्यि धनकी याचना करते हुए वहाँ आ पहुँचा 
और पहले इन्हीं लोगोंके सम्पर्कमैं आया । इन्होंने उससे कहा 
कि हम तुम्हें २००) रुपये इनाम देंगे, बरतें तुम एकनाथकी 
शान्ति भङ्ग करके उन्हे क्रोधापन्न कर सको । ब्राह्मणने इसे 
आसान" बात समझकर इस चुनौतीको स्वीकार किया । 
महात्मा एकनाथके मकानमें पहुँचकर वह ब्राह्मण उसी 
अवस्थामै, कपड़े? जूते पहने अपने सामानके साथ सीधा 
एकना थके पूजामन्दिरमे चला गया और उसी वेशमें जाकर एक- 
नाथकी जँघापर उसने अपना आसन जमा दिया । कोई 


# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


ककि स्स 


दर्शन करनेवाले महात्मा एकनाथका कोमल हृदय इस मी व्यक्ति एक अपरिचितके इस प्रकारके व्यवहारसे क्रोधित 


हो उठता | किंतु एकनाथ कोई साधारण व्यक्ति थोड़े हो 
थे | उन्होंने उस ब्राह्मणको प्रेमपूर्वक आलिंगन 
दिया और कहा “आपका मेरे प्रति प्रेमभाव लोक. 
विलक्षण है ! सच्चा प्रेम किसी प्रकारकी मर्यादाको 
नहीं मानता ! यही तो सच्चे प्रेमका लक्षण है |? इन: 
शाब्दोंके साथ महात्मा एकनाथने उस ब्राह्मणकी 
रहनेकी तथा स्नानादिकी समुचित व्यवस्था की। उनके 
लिये वह अतिथिदेव था । ब्रामण इस शान्तिपूर्ण 
व्यवहारसे खिन्न हुआ; किंतु निराश न हुआ। 
उसने संत एकनाथको क्रोधाविष्ट करनेकी ठान ढी 
और योग्य अवसरकी बाट जोहने लगा । उसने 
मनमें निश्चय कर लिया कि साधारण-सी बार्तोद्वारा 
वह संत एकनाथकी झान्ति-भङ्ग नहीं कर सकता । 
इसलिये उसने एक अन्तिम रामबाण उपायकी योजना 
कर ली । भोजनका समय हुआ । ब्राह्मणदेवता आसन- 
पर जा विराजे । एकनाथजीकी साध्वी एवं सुयोग्य 
पत्नी परोसगारी करने लगी । जैसे ही वह ब्राह्मणदेवताकी 
थालीमें चीजें परोसनेके ल्यि झुकीं) वैसे ही ब्राह्मणदेवता 





उचककर उसकी पीठपर जा बिराजे । पास ही बैठे हुए 
सत एकनाथने अपनी पत्नीसे कहा, “सावधान ! कहाँ ब्राह्मण 
गिरकर चोट न खा ले |? पत्नीने कहा, “मुझे मेरे पुत्र 
हरिपण्डितको पीठपर बैठालकर काम करनेका प्रा पूरा अभ्यास 


है। आप निश्चिन्त रहें । मैं अपने इस बालकको भी गिरने नहीं 


दूँगी !' ये शब्द सुनकर ब्राह्मणदेवता लजित हुए तथा 
संत एकनाथके पैरोपर गिरकर क्षमा-याचना करने लगे | साथ 
ही अपने असभ्य व्यवहारका सचा कारण भी बतलाया और 
इनामके रुपये खोनेके कारण दुःख भी प्रकट किया ! एक- 


RRR ल.” 





# ओ, अशेष & ३१५ 

















नाथसे यह सब सुनकर कहा--“आपने मुझसे यह सब पहले क्रोध प्रकट करता । उस ब्राह्मणकी कन्याके विवाहार्थ एक- 
>> क्यों नहीँ कहा! मेरे क्रोधसे यदि आपको लाभ होता, मैं अवश्य नाथजीने पर्या्तरूपमे आर्थिक सहायता मी दी । 
— oes 5 
ओं जके 


च ( छेखक--प्रो ० कृष्णनन्दनजी दीक्षित पीयूष) एम्‌० ए० ) 





खभौंकी नौका यह पाती है नहीं पार, 
फैला हे चिर असीम अंधकार ! 


x x x x 
ओ, अशेष ! 
ओ, अरोष |] 
मानचको कल्पना, 


ज्योतित था दूर गगन, 
आभा वह तभी बढ़ी धरतीपर” 
बन कर वह ज्योति-पुरुष, 
काळ-पुरुष” 
यह न था दुसरा; 
चार गजकी विस्टी पेटे वह मानव था” 


मानवकी साधनाएँ, र 
मानवकी कामना, _ गांधी था ! 
ज्व भी साकार हई, गांधीकी १ 
जन्मा है काल-पुरुष धरतीकी वाणी साकार हुई! 
जिसके ही फलस्वरूप, मानवता जीत गई, 
गूँजा था विमल बेद पशुताकी नागिन थी बनी तभी विष-विहीन ! 
हत ताक खा कितु, तभी आभा वह दुई लीन, 
“ “सब भवन्तु छुखिनः की एक त पुकार; विधवा कर धरतीको धोकर उसका सुहाग? 
गीताकी वाणीमे; न देकर बस एक दाग, 
रामकी कहानीम' काला सा एक दाग, 
सपने जो हयान इसी तरह कितने ही आये हँ, चले गप 
| मानवके ची थे, दो क्षण ही रहे, तभी छले गण, ' 
ति गम 9 अभी तक न हुआ कोडे सस १ 
| खिळते ही रहे पुष्प मानवके मस समाधान !! 
. रुप आओ, अशेष ! 
| जिसमे संचित पराग ति |! HER 
| जिनके कपोलापर, जो अभेद, चिर अभेद” 
| चुम्वनके नहीं दाग दे दो नव ज्योति किरण, 
x गूँजा वह महामन्त्र, नई राह; 
टं होकर सबसे स्वतन्त्र । दो संकेत एक 
झंक्कत कर तार-तार” अपनी इन आँखाका निर्देशन, 
“बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय’ का महामन्त्र’ ओ, अशेष ! 
| जिसके समक्ष झुका राजमुकुट; ओ, अशेष !! 
| मानवको सिला स्नेह, निर्विकल्प; निराकार! 
2 तभी मानवसे पशुता भी गयी हार, प्रश्‍न अभी रहा शेष | 
। किंतु; तभी मानवते देखा वह ज्योतिरेख ओ, अशेष | 
| जिसकी आभासे, हक 
च फख् 7 


४१६ 


eee 


भारतमें मानवताके हासके कुछ कारण 


# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





( ढेखक- कमाण्डर श्रीशुकदेवजी पाण्डे, मन्त्री, बिड्ला एज्यूकेशन ट्रस्ट ) 


भारतीय पुरातन संस्क्रतिका परस लक्ष्य मानवका उस 
सर्वोत्तम ब्राह्मी स्थितिमे पहुँचना था कि जब वह यह अनुभव 
कर सक्ने कि वही परम शुद्ध, निर्लेप निष्काम कर्मयुक्त 
“प्रम आत्मा है । यह संसारकी यात्राका परम निष्कर्ष था। 
मनुष्य देवीसम्पत्तिके उपाज॑न-हेतु आजीवन अथक परिश्रम 
करता था, जिससे वह इन्दोसे- सुख-दुःख; छाम-हानि; 
जीवन-मरणसे--मुक्त हो । वह आत्मसंयम तथा सत्कर्मोद्वारा 
अभय स्थितिकी प्राप्ति करता था । शुद्ध सात्त्विक वृत्ति, निर्मल 
अन्तःकरण तथा इन्द्रियनिग्रहके द्वारा राग-द्वेष, मद-मोह, 
काम-क्रोध इत्यादि विकारोंसे रहित होकर ज्ञान तथा कर्मका 
यथार्थ फल प्राप्त करता था । वह यज्ञ, तप, स्वाध्याय, 
सात्विक दान यथाशक्ति करता था । हिंसा न करना, सत्य 
बोलना, क्रोध न करना; प्राणिमात्रपर दया करना तथा पर- 
हितमें संलग्न रहना--वह अपना कर्तव्य समझता था । तृष्णा- 
होन; निलौमी, त्यागी; सहृदय; छजावान्‌, दूसरौकी निन्दा 
न करनेवाले, तेज, क्षमा और धैयसे युक्त पवित्र मानव 
ही ब्राह्म यथार्थ स्थितिको प्राप्त कर सकते थे । इन 
जीवन्मुक्त आत्माओंने भारतवर्षको ही नहीँ, वरं सारे संसारको 
ऐसी अमूल्य निधियाँ दी, ऐसे अमूल्य रत्न प्रदान किये, जिससे 
प्राणिमात्रको भौतिक तथा आध्यात्मिक सुख ओर शान्ति 
प्राप्त हो । समय-समयपर ऐसी महान्‌ आत्माओंने जन्म 
लेकर संसारके दुःखोंका निवारण करनेका सफल प्रयत्न किया। 
इस शतान्दीमै भी, जब कि मानव-समाजमै भाई भाईके 
खूनका प्यासा है; जब खार्थसिद्धि ही उसका परम लक्ष्य है; 
महात्मा गांधीने सत्य, अहिंसा तथा बुरे कर्मा और विचारोसे 
असहयोगक्रा पाठ हमें पढ़ाया था ओर अधर्म, अनीतिका 
सामना करनेके व्व्वि सत्याग्रह-जेसा अमोघ अस्त्र संसारको 
दिया था । अनेक देवतुल्य महान्‌ आत्मा श्रीशंकराचार्य, 
श्रीचैतन्य महाप्रभु, श्रीरामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द; 
श्रीअरविन्दश महर्षि श्रीरमण-जैसी विभूतियोने सुख-शान्ति- 
के मार्गका पथ-प्रदशन किया, परंतु स्वार्थ--अर्थलोलुपताके 
तुसुळ नादमैं उनकी आवाज अव कानोंतक मले ही पहुँचे, 
इमारे अन्तःकरणतक नहीं पहुँच पाती | समाजका लक्ष्य 
वडे वेगसे बदल रहा दै । पञ्चिमीय वैभवसे, उसकी बाहरी 
तड़क-मड़कसे अधिकांश शिक्षित भारतवासी चकाचोंध हो 


गये हैं । ऐसे चौंधियाये लोग यह मानते हैं कि सम 
विदेशियोंकी तरह सुसज्जित विशाल मवनोंमै रहना, बड़ी- 
` बड़ी मोटर-गाड़ियोंमि चढ्ना, उत्तम-से-उत्तम भोजन करना-- 
चाहे वे खाद्य हों या अखाद्य, सब प्रकारके सनोरंजनकी 
सामग्रीका प्राप्त करना ही आधुनिक सभ्यताका परम लक्ष्य 
है । केसे भी हो, धर्मसे या अधर्मसे, भोग प्राप्त होना 
चाहिये । आय बढे, हम खूब घनोपाजन करें | हमारे 
आत्मज शौघ्रातिशीत्र धन-धान्यसे पूरित हो । ऐसा आदर्श 
वाञ्छनीय हो सकता है, यदि मानव अपने परिश्रमसे तथा 
ईमानदारीसे धनोपार्जन करे ओर अपनी कमाईका एक 
अच्छा भाग परहितमें लगावे | पर अधिकांश लोगोंमे तो 
भावना यह है कि केसे ही रुपया आये---चोरबाजारीसे, घूस- 
खोरीसे, ठगीसे, धोखा देनेसे या अपनी सत्ताके दुरुपयोगसे 
ओर उसका उपयोग अधिकतर अपने ऐश या आरामके ल्यि 
ही हो । प्राणिमात्रका हित चाहनेवाले भारतवासी; जो नित्य 
यह प्रार्थना करते थे कि सब सुखी हों, सव नीरोग हौं, 
सबका कल्याण हो, वे ही आज केसे स्वार्थी, निर्दयी तथा 
कठोर हो गये | ऐसा घोर पतन केसे हो रहा है ? यह प्रश्न 
बड़ा गम्भीर है । 

विचारवान्‌ प्रत्येक भारतवासीका यह प्रमुख कर्तव्य है 
कि वह इस प्रइनका उत्तर ढूँढे, स्थिति सुधारनेके साधन 
खोजे और भरसक साधनोंको कार्यान्वित कर समाजक्रो आगे 
गिरनेसे बचावे । 

सदियोकी गुलामी होते हुए मी नौंकरीपेशोंके कुछ 
लोगोंको छोड़कर पहली लड़ाईक्रे पहलेतक जनतासें ईमानदारी 
थी । वह सचाईकी कीमत करती थी । अन्याय करनेसे वे 
देवीकोपके भाजन होंगे; ऐसी लोगोंकी धारणा थी । जेसे 
जैसे लडाई बढ़ती गयी, आवश्यक पदाथोकी कीमत बढ़ती _ 
गयी ओर लोगोंमें धन कमानेकी तृष्णा जाग्रत्‌ हुई एवं 
धर्सअधर्मका विचार तथा ईश्वरीय न्यायका डर जनताके 
हृदयसे उठने लगा । दूसरी लड्डाईमै जब कन्द्रोलका युग 
आरम्भ हुआ, तब तो धनलिप्साने बुरी तरह आ घेरा । 
ईमानदारी-जैसी चीजका तो नामोनिशान भी उठने ल्या । 
बड़े-बड़े कर्मचारी पराधीन भारत-सरकारके तथा उसके बाद 
खतन्त्र-भारतके कन्ट्रोल लगाने तथा परमिट देनेमें अपना 


जे 


जा 


% भारतमै मानवताके हाखके कुछ कारण + 





घर भरने लगे | पुलिसके कर्मचारी, पटवारी, पब्लिक वरक्सके 
लोग; कचहरीके कुछ कर्मचारी, विशेषतः रेलके मालगोदामके 
बाबू तो सदासे ही अपनी नियमित दस्तूरी वसूल करते ही 
थे, पर अन्य विभाग घूसखोरीसे बहुत कुछ अंदामें मुक्त थे; 
परंतु दूसरी लड़ाईमें और उसके उपरान्त कन्ट्रोल, परमिट 
देनेकी प्रणाली तथा विभिन्न प्रकारके जो बन्धन माळ बेचने; 
माल खरीदने, माल बनाने, माल मँगवानेमें लगाये गये और 
लगाये जा रहे हैं; भोजन-सामग्रीके यातायात तथा वितरणमें 
तथा उपभोगमें जो नियन्त्रण लगाये जाते हैं; उनके कारण 
धर्मच्युत तथा लोभी मनुष्योंके हाथमे मानो पारस-पत्थर लग 
गया और जिसकी जितनी तृष्णा हुई एबं जिसके हाथमे 
जितनी सत्ता हुई तथा गाँठ-साँठ करनेकी सुविधा हुई, उसीके 
अनुसार उसने सोना बनाया और आज भी वह बना रहा है ! 


स्वतन्त्रताके संग्राममे परम पूज्य बापू महात्मा गाँधीके 
नेतृत्वे लाखों ज्ञात और अज्ञात स्तरी-पुरुषोंनेश बालक- 
बालिकाओं ने) युवकों और नवयुवतियोंने भारतमाताकी गुलामी- 
की बेढ़ियोंके काटनेके लिये देशके निमित्त स्वतन्त्रताकी वेदीपर 
अपना सर्वस्व सानन्द स्वाहा कर दिया और अपने प्राण भी 
न्योछावर कर दिये। कठिन यातनाएँ, सही, लाठी तथा गोलियों- 
का सामना किया, कारागारमै तथा अन्यत्र मदान्ध गोरो 
तथा उनके ठुकड़ोंके गुलामोंद्वारा अकथनीय क्रूरता तथा 
अमानुषिक व्यवहार सहर्ष सहन किये, पर आततायियोंके 
अत्याचारोंका विरोध किया । पैशाचिक बलसे लोहा लिया 
तथा सभी यातनाओंको हँसते-हँसते झेल डाला | कभी न 
एक आह की? न कभी किसी प्रकारकी शिकायत ही की । 
महिलाओंने एक अपूर्व चरित्रबलका प्रमाण दिया और इस 
संघर्षमैं सराहनीय सहयोग दिया तथा दमनमै लगे हुए 
अधिकारियोंके दाँत खट्टे कर दिये | बालकोंकी वानरसेनाने 
भी निडर होकर आन्दोलनमे प्रशंसनीय भाग लिया और यह 
दिखलाया कि वास्तवमे वे शेर-बच्चे हैं, जो कि गीदड़ोंसे नहीं 
डराये जा सकते | जनताने खतन्त्रताके संग्राममें कर्तव्य- 
निष्ठा) कर्तव्यपरायणता, सहनशीलता, सहयोग तथा निष्काम 
कर्मका जो परिचय दिया, वह किसी भी देशके लिये गोरवकी 
बात थी । नेताओंने भी जो त्यागका आदर्श समाजके समक्ष 
रखा; वह भी अद्वितीय था । दलित तथा हरिजनोंके उत्थानाथ 
समाजका तिरस्कार तथा बहिष्कार भी उन्होंने सहन किया | 
पूज्य बापूने मी जो अपने अनुयायियोंकी समय-समयपर अग्नि- 
परीक्षाएँ की, उनमें भी हमारे नेता तथा जनता खरी उतरी | 


मा० भं० ५३-- 


४१७ 





बहुत-से धनियोने भी अपनी थैलियाँ खोल दीं । उस समयकी 
त्याग तथा निःस्वार्थ कर्मकी गाथाएँ सदा हमें रोमाञ्चित करती 
रहेंगी ओर किसी भी देशका, जो जनता-जनार्दनके उत्थानमें 
संलग्न दै, पथ प्रदर्शन करेंगी । जनताने स्वार्थ, अहंकार; 
क्रोधका त्याग कर, सत्य आचरणकर, विनय और पारस्परिक 
प्रेमसे ही अपने लक्ष्यकी प्राप्ति की बापूने हमें सत्य, अहिंसा, 
असहयोग तथा सत्याग्रह-जेसे अमोघ अस्नोकी देनके अतिरिक्त 
एक और अमुल्य मार्ग यह बतलाया था कि हम अपने विशुद्ध 
विचारोंके अनुसार ही कर्म करें | उन्होंने इस मौलिक सिद्धान्त- 
का अनुसरण किंस प्रकार हो सकता है, अपने जीवनमै जैसा 
कहना वैसा करना? इस सिद्धान्तको ओतप्रोत कर भविष्यके 
लिये एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर दिया । भारतमै 
मानवकी मानवता ऊँचे शिखरकी ओर बड़े उत्साह और 
हृढ़तासे बढ़ रही थी और यह आशा थी कि फिर एक बार 
भारत संसारको अपने विशुद्ध आचरणसे, अपनी न्यायनिष्ठासे, 
अपने सत्य व्यवहारसे तथा अपनी सहृदयता और परहित- 
भावनासे वह मार्ग दिखा सकेगा जिससे “वसुधेव कुटुस्बकम" 
का आदर्श प्राप्त करना सम्भव हो; परंतु स्वतन्त्रता-प्रासिके 
पश्चात्‌ उल्टी ही गङ्गा बहने लगी और अब तो उसका वेग 
ऐसे बढ़ने लगा है कि यदि उसे रोका न जा सका तो पता 
नहीं; देशकी परिस्थिति कितनी शोचनीय हो जायगी ! 


स्वतन्त्रता-प्रास्तिके उपरान्त देशको सुव्यवस्थित करनेका 
स्तुत्य भगीरथ प्रय्न कुछ काळतक उसी निष्काम तथा 
त्यागकी भावनासे होता रहा, जिसके द्वारा देशको स्वतन्त्रता 
प्राप्त हुई थी । बड़ी-बड़ी कठिनाइयोंका सामना देशको करना 
पड़ा और सफलतापूर्वक किया भी तथा अब मी किया जा 
रहा है; परंतु देशवासियोंमें वह जो स्वार्थत्याग एवं परहितकी 
भावना थी, बड़ा दुःख है कि अधिकांश कार्यकर्ताओमे वह 
अब सार्थ तथा स्वःहितमे परिणत हो रही है । परमार्थपर स्वार्थ 
शनै:-शनै; पर बड़ी तेजीसे विजय पा रहा है । सत्ताधारियोंमें राज्य- 
लिप्सा बढ़ रही है । हुकूमतका नशा चढ्ने लगा है | शक्तिः 
संग्रहके लिये शुटबंदियांका बाजार गरम है । न्यायअन्याय 
तथा धर्म-अधर्मके प्रति उदासीनता होने लगी है । अपना 
पक्ष-समर्थन ही मुख्य धर्म माना जाने लगा है | अपने पक्ष: 
वालोंके दोष सब क्षम्य माने जाने लगे हैं । घोर-से-घोर 
अपराधी पार्टीकी जाँचमें निदोष घोषित किये जाने ळे हैं | 
कोई भी अपने पक्षके समर्थकोंको; मतदाताओंको सच्ची सुनाने- 
के लिये तैयार नहीं । सिरपर ताज बना रहे, मेरी कुर्सी 


४१८ 





बरकरार रहे, यही मुख्य ध्येय जब रहने लगा तब न्यायकी 
आशा दुराशासात्र ही है, संघ-शक्तिका यह घोर दुरुपयोग दै ! 
अवसरवादियोंने तो देश सेवाकी कीमत रुपयोमे तोलना 
आरम्भ कर दिया है । हम जेल गये, हमने लाठियाँ सही, 
इसके प्रत्युपकारमै हमै धन मिलना चाहिये । हमै जमीन 
मिलनी चाहिये । लड़ाईमें ऐसे लोग पीछे रहे ताकि जिसकी 
जीत हो उसका झंडा वे फहरा सके । पर जीतके बाद उसका 
लाभ उठानेके लिये गला फाड़-फाड़कर अपनी सेवाओंकी 
चर्चा करनेके लिये वे सबसे आगे हैं । यह क्या देशका नैतिक 
पतन नहीं १ त्यागके त्यागसे देशका कितना अधःपतन 
हो रहा है और भविष्यमै क्या होगा; इसका अनुमान करना 
कठिन नहीं । यदि अवसरवादियोंकी संख्या इसी वेगसे बढ़ती 
रही जैसी कि इस समय बढ रही है, तो देशका स्वरूप ही बदल 
जायगा । संयम-नियमकी घोर उपेक्षा करनेवाले ये अवसर- 
वादी अधिकांश शिक्षित हैं तथा कुछ पदाधिकारी भी हैं । 
इनके इस प्रकारके आचरणसे जनतामें बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ा है। वे जब देखते हैं कि बहुत-से लोग, जिनके प्रति 
उनका आदर था और जो जनताके प्रतिनिधि थे, खुले आम 
लूटमें भाग ले रहे हैं और साथ ही समाजमें सम्मान भी पा 
रहे हैं तो वे भी अपने क्षेत्रौम उनका अनुकरण क्यों नहीं 
करें | यही कारण है कि आज बिना कर्मचारियोंको नजर 
किये दफ्तरीम कहीं भी सुनायी नहीं हो पाती । कोई काम 
बिना सिफारिश या बिना भेंट दिये होना या समयपर होना 
असम्भव होने लगा है ! भेंटकी मात्रा भेंट लेनेवालेकी 
सत्तापर निर्धारित होती है | 
निजी क्षेत्रमै भी यही हाल है । किसी वस्तुका निर्यात 
बंद हुआ तो आवश्यक चीजें भी अप्राप्य हो जाती हैं, जब- 
तक आप मनमाने दाम देनेको तैयार न हों । खाद्य सामग्रीमें 
तो मिलावटका कोई अन्त नहीं । बिना हिचकिचाहट ऐसी 
चीजें भी निडर होकर लोग खाद्यपदार्थोर्मे मिलाने लगे हैं, 
जो स्वास्थ्यके लिये हानिकारक हैं | अनेक स्त्री-पुरुष मिळावट- 
का भोजन करनेसे हताहत हुए हैं या भयंकर रोगोंसे ग्रस्त 
हुए हैं। शद्ध घी तो वे ही सेवन कर सकते हैं जो खयं गाय 
या भैंस घर रख सके । अधिकांश डाक्टर और वैद्य, जिनके 
हाथ आप अपना जीवन सौंपते हैं, वे भी अब आपके विश्वास- 
के योग्य नहीं । पैंसेके छोमसे वे भी ऐसा इलाज करे है 
जिससे वे अधिकसे-अघिक आपसे प्राप्ति कर सकें, चाहे आप- 


को ळाम दो या न हो । कमी-कमी तो रोगीको मरणासन्न- दा 


% मानव वही जो स्वाथे तज होता पथिक परमार्थका # 





अवश्थामें देखनेके लिये आनेमै भी समय न होनेके कारण 
असमर्थता प्रकट करते हैं जबतक आप उनकी पूरी पूजा न 
करें । दवा भी नकली बनने लगी है । इसीसे दवा बनाने- 
वाले बढ़ रहे हैं | सबसे बड़ी दुर्भाग्यकी बात तो यह है कि 
अध्यापक) जिनपर देशके भविष्यके नागरिक हमारे होनहार 
बालक वालिकाओंकी शिक्षा और चरित्रगठनका भार है, आज 
औरोंकी तरह सरस्वतीकी उपासना छोड़कर लक्ष्मीकी उपासना- 
भै रत हैं ! हमारे विश्वविद्यालय राजनीतिक अखाड़े हो चले 
हैं, जिनमें बहुत-से छोटे-बड़े अध्यापक चुनाव- सत्ताको अपनाने- 
के लिये अपना अधिकांश समय और बुद्धि लगाने लगे हैं और 
अपने विद्यार्थियोंके प्रेम तथा श्रद्धासे वञ्चित हो चले हैं। 
धन और सम्मान चाहनेवाले अध्यापकोंको निराश ही होना 
होगा । वे धन चाहेंगे तो उन्हें अपना सम्मान बेचकर ही 
प्राप्त हो सकता है | ; 
किसी क्षेत्रमै जाइये, यही देखनेको मिलता है कि हम 
अपना उत्तरदायित्व भूल बेठे हैं। केवळ एक ही लगनसे 
हम काम करते हैं ओर वह यह कि हमें धनकी प्राप्ति हो । 
भारतकी जनताके धनका सरकारद्वारा भी कितना 
अपव्यय हो रहा है, इसका अनुमान तो उन विश्ञप्तियोसे 
होता है जो ऑडिट कार्यालयसे निकलती रहती हैं । बढ़े- 
बड़े जो काम देशमै उठाये गये हैं-जेसे दामोदरघाटी-योजना) 
हाउस फेब्रीकेटिंग फैक्ट्री, कृत्रिम खाद-पेक्ट्री इत्यादि) इनमें 
जो अपव्यय हुआ है, उससे तो यही स्वीकार करना होगा 
कि हमारे चरित्रमे बहुत बड़ी कमजोरियाँ हैं | हमारा औसत 
चरित्र अन्य खतन्त्र देशोंके औसत चरित्रसे बहुत नीचा 
है, अन्यथा जो त्रुटियाँ हमारे देशमै विभिन्न विमागोंमें देखी 
जाती हैं, वे न होतीं । देशवासियोंकी योग्यता तथा चरित्रः 
पर ही देशकी सरकारका स्तर निर्भर होता है । देशमै कुछ 
बढी बडी विभूतियोंके होते हुए भी यह सम्भव नहीं कि वे 
सारी जनतापर ऐसा प्रभाव डाल सके कि वह अपने चरित्र | 
दोषोंको उनके प्रभावके द्वारा ही त्याग कर दें । 
जबतक वे लोग, जो उनके निकट-सम्पर्कमें न आवे 
उनका पूर्णतया अनुकरण न करें और जबतक दे ऐसे 
लोगोंकी संख्यामे बृद्धि न हो जो देशको अपनी व्यक्तिगत 
आवश्यकताओंसे आगे रखें, तबतक देशाके नेतिक स्तरमै 
अन्तर होनेकी आशा करना कोरी विडम्बना ही है । 
देशकी राजनीतिक दल्त्रंदीके कारण मी नैतिकताका 
हास हो रहा है | बहुत-से दळ आपने छक्ष्यकी प्रासिके 


ऋ भारतमै मानवताके हासके कुछ कारण % 


लिये उचित-अनुचित, न्याय-अन्यायका विचारतक नहीं 
करते । देशमै अराजकता फैलाने तथा सत्ताधारी दलके प्रभुत्व- 
को ठेस पहुँचानेके लिये प्रदर्शन, हड़ताल तथा भूख- 
इड़तालकी आयोजना करते हैं और विद्धारथियोंको भड़का- 
कर उन्हं आगे कर अपना उल्लू सीधा करते हैं । कोई-कोई 
दल तो समाजके उच्छुङ्खल तथा धूर्त लोगोंको सम्मिलित कर 
उनके द्वारा ळूट-खसोट तथा अन्याय-अत्याचार करानेमे भी 
नहीं झिझकते । दलोके नेता बड़े-बड़े ऊँचे सिद्धान्तोंकी घोषणा 
करते हैं; परंतु उनके अनुयायियोंके चरित्र तथा कारनामे 
इतने घृणित होते हैं कि किसी और देशमै तो इनका नाम 
लेनेवाळा, पानी देनेवाला भी न होता । परंतु हमारे देशकी 
भोली-भाली जनता न माळूम क्यों बार-बार इनके उकसानेमे 
आ जाती है १ इसका मुख्य कारण उसका अज्ञान तथा 
शिक्षाकी कमीके अतिरिक्त और क्या हो सकता है। बहुर्तोको) 
उनमें या तो स्वयं सोचनेकी शक्ति नहीं है या वे सोचते ही 
नहीं । वे नारोंकी आवाजके साथ, चाहे कोई केसे ही नारे 
किसी भी उद्देशयसे क्यों न लगावे; हो लेते हैं । ढोंगियोंके 
बहकावेमे आ जाते हैं । वे उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे उनके 
दुःख निवारण करेंगे । जो सरकार उनपर ज्यादती कर रही 
है, उसके विरुद्ध बिना आन्दोलन किये बह कुछ न करेगी । 
उन्हें सरकारने भी यह कहनेका अवसर दे दिया है कि किस 
प्रकार विरोधियोंकी ळूट-मार, हड़ताल तथा रेछ-तार-बिजलीको 
नुकसान पहुँचाने तथा बस) मोटरयाड़ियों, स्कूल-काळेजों एवं 
नगरपालिकाके सामानको नष्ट-श्रष्ट करनेपर ही सरकारने 
विरोधियोंकी माँगोंको कानून तोड़नेवालोंके प्रति बिना कुछ 
कार्यवाही किये स्वीकार किया है । सरकारकी इस नीतिसे 
उन्हें प्रोत्साहन मिला है और मिलता जा रहा है। इस 
अराजकता तथा गुंडेशाहीसे भी मानवताको बड़ा धक्का पहुँच 
रहा है । देशमै उददण्डता केळ रही है और कानूनकी अवहेलना 
हो रही है । जिनपर जान और मालकी रक्षाका भार है, उनपर 
अविस्वास बढ़ रहा है । इससे समाजके लिये एक गम्भीर 
स्थिति कभी भी पैदा होनेकी आशंका है | 


देशके नैतिक खरको उठानेके लिये यह आवश्यक है 
कि जिन नेताओंपर आज भी देशको गर्व है; वे जनताको 
यह अवसर न दें कि जनता यह आरोप लगावे कि वे कहते 
कुछ हैं और करते कुछ । उनके वक्तव्यमें राजनीतिक गन्ध दल- 
पक्षकी जितनी कम हो, उतना ही उनका प्रभाव देशको 
मान्य होगा । हमारा घोषित ध्येय यह है कि मारत 


४१९ 
जनहितकारी गणतन्त्र राज्य है, जो समाजके प्रत्येक व्यक्तिको 
समान सुविधाएँ, देना चाहता है । इस घोषणाके उपरान्त 
यदि हम ऐसे कार्य करें) जो घोषणाके विपरीत हो तो समाज- 
की आस्था उन महानुभावोंके प्रति कम हो जायगी, जो देश- 
के स्तम्भ माने जाते हैं और मानवताको एक बड़ा धक्का 
लगेगा । जब हमारा आदर्श समाजवादकी ओर देशको ले जाना 
है, तब हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम देशकी धनराशि- 
को भरसक  जनताके हितार्थ ही लगावे ओर एक ऐसा 
आर्थिक खर निश्चित करें कि जिसकी प्रास्तिके लिये जनता- 
जनार्दनमे उत्साह पैदा हो सके तथा वे सब लगनसे लक्ष्यकी 
प्राप्तिके लिये तन-मनसे लग जाये | आज यह उत्साह नहींके 
बराबर है और वर्तमान नीतिके कारण होना भी सम्भव नहीं। 

यह कहाँतक उचित है कि जब हमारे ग्राममें स्कूल नहीं) दवा- 
दारूका प्रबन्ध नहीं, सड़कें नहीं, स्वच्छ पानीकी व्यवस्था नहीं 
और उस समय सरकारी पदाधिकारियोंके लिये प्रत्येक मकानमें 
डेढ़ लाख, दो लाख रुपये खर्च किये जाये। नयी प्रान्तीय राज- 
धानियांके बनानेके लिये करोड़ों रुपयेका व्यय हो। देशकी राज- 
घानीमें जो सरकारी भवन बन रहे हँ, उनमें करोड़ों रुपये व्यय 
किये जायँ। शान-शौकमें, मोटरगाड्ियोंमे, मकानोंकी सजावटोंमे, 
तार-टेळीफोनोंमें मन्त्रियांका खर्चा भारतमें करोड़ोंपर पहुँचता 
है । अपने देशमै ही उनकी जान-मालकी रक्षाके लिये, जब 
वे दौरोपर जाते हँ, तब उनकी अगवानी तथा इंतजामके लिये 
पानीकी तरह रुपया बहाया जाता है। वाहरसे आनेवाले 
अतिथियाँके सत्कारमै इतना व्यय किया जाता है; जो भारत- 
सा गरीव देश) जो चारों ओर हाथ फेळाये देशको समृद्धः 
झाली बनानेके लिये ऋण माँग रहा हे; सहन नहीं कर 
सकता । गाँवोंमे ्रामसुधारकी जो योजनाएँ चल रही हैं 
बे और वेगसे चळ सकतीं, यदि भारतकी सरकार अपने 
घोषित ध्येयपर चळ सकती और जो अपव्यय हो रहा है उसे 
बचाती । जतक करोड़ों गरीबोंके जीवनका स्तर ऊँचा नहीं 
किया जा सकेगा तबतक जितना अधिक रुपया अधिकारियाँको 
ठाट-बाटसे रखने और उन्हें विशेष सुविधाएँ देनेमें व्यय होगा? 
उतना ही जनताका विश्वास सरकारके घोषित ध्येयपरसे कम 
होता जायगा | यह देशके भविष्यके लिये अदितकारी होगा । 
सरकारी कर्मचारियांको सरकारी कामके ल्यि दी हुई 
सुविधाओँका, जो निजी काममै प्रयोग होता हे, उसका 
असर भी जनतापर अच्छा नहीं पड़ता । जब बड़े-बड़े 
सम्मानित तथा पढे-ळिखे ळोग इस प्रकार जनताके धनका 








४२० 


उत्त कह का राठ रे गला 10 ता जब करते हैं, तब छोटोंका तो कहना ही क्या । जिनका 
चरित्र जनताके लिये एक अनुकरणीय उदाहरण होना चाहिये था; 
वह उसके विपरीतहै ओर देशसै मानवताके हासके लिये उत्तर- 
दायी है। “कहना कुछ और करना कुछ के कारण, और देश- 
को जो यदा-कदा आश्वासन दिये जाते हैं, उनको भूल जानेके 
कारण, देशके बड़े नेता भी जनतापर वह प्रभाव डाल नहीं 
सकते है, जो उन्होंने स्वतन्त्रता-संग्रामके अवसरपर डाला था । 
इससे वे भी अब देशके नेतिक स्तरको गिरानेसे बचानेमें 
असमर्थ हैं, जैसी कि वर्तमान घटनाएँ जो देशमें हो रही 
हैं, उनसे स्पष्ट है। यह निश्चय ही है कि जबतक देश- 
के नेता देशमै फिरसे निःस्वार्थ सेवाकी दुन्दुभी बजानेमें समर्थ 
न होंगे, तबतक देशका नेतिक स्तर उठ न सकेगा । 


वर्तमान स्थितिको देखते हमारा भविष्य भी उज्ज्वल 
होनेकी अभी कोई आशा नहीं । हमारे भावी नागरिक, 
हमारे बालक और बालिकाएँ---ऐसे वातावरणमै पोषित हो 
रहे हैं, जिसमें उनपर न तो घर और समाजका नियन्त्रण है; 
न माता-पिता तथा अध्यापकोंका डर और न ईश्वरपर उनकी 
आस्था है । साधारण स्थितिके बालकोंको कहींपर भी नैतिक 
तथा धार्मिक शिक्षा पानेका सुअवसर नहीं । वैदिक संस्कार 
पहले तो अब होते ही नहीँ, जहांपर होते हैं वहाँ केवल नाम 
या रूढिके कारण । बालकांको तो सब तमाशा-सा लगता है । 
वैदिक मन्त्र वह समझता नहीं । उसे समझानेका भी कोई प्रयत 
नहीं होता । धार्मिक कृत्यको तो एक बहुत ही गौणस्थान मिलता 
है । मुख्य कार्य तो अतिथियोंका आदर-सत्कार तथा उनकी 
दावत और मनोरंजन होता है | सभी संस्कारोमे ऐसा ही 
होता है, चाहे वह अक्षरारम्भ हो, चूडाकर्म, उपनयन 
या विवाह हो । जिन घरोंमें पूजापाठ होता है, उससे भी 
बालकको कोई शिक्षा-दीक्षा नहीं मिल पाती | वह देखता 
है कि देवपूजा होती दै, पुष्प चढ़ाये जाते हैं, नैवेद्य बॉटा 
जाता है; पर पूजन-अर्चनमें जो मन्त्र पढ़े जाते हैं वेन तो 
बालक ही समझता है और न अधिकांश पूजा करनेवाले ही । 
मन्दिरमे भी आजकल किसी प्रकार कोई ईश्वरीय प्रेरणा उसे 
नहीं मिलती । मीडमाड्मै केवल जल्दीसे फूल चढ़ाने तथा 
भेट फेंकनेके अतिरिक्त कोई ऐसी बात नहीं होती, जिससे 
बह प्रभावित हो । भारतसरकार द्वारा शिक्षाल्योंमे धार्मिक 
शिक्षा देनेका निषेध है और नेतिक शिक्षाका कोई आयोजन 
नहीं । उन्हें तो पाख्यक्रमकी पुस्तके पढ़ानेके ल्यि भी समय- 
की कमी दै । जिन बालकोंके लिये शाश्वत धर्म, सदाचार, सदृव्यव- 





# मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





हार, सद्विवेक और नीतिशास्त्रकी शिक्षाका कोई प्रबन्ध 
न हो; वे छात्र उच्छुङ्खल, उद्दण्ड, अविवेकी न हों तो क्या 
सच्चरित्र, सुशील और सहृदय होंगे ! हमारे कुछ 
नवयुवक आज देशकी सम्पत्तिको नाश करनेमें नहीं सकुचाते | 
अपने गुरुजनों तथा अपने अभिभावकोंका अनादर 
करते है । विश्वविद्यालयके नियमोंका उल्लंघन करते हैं। 
संस्थाओंमें हड़ताल करते हैं | अपनी बहिनोंके प्रति दुर्व्यवहार 
करनेकी शिकायतें भी यदाकदा आती रहती हैं । ऐसे उद्दण्ड 
विद्यार्थियोंके प्रभावसे अन्य विद्यार्थी मी नियन्त्रण-विमुख हो 
जाते हैं ओर वे अनीतिका विरोध करनेके लिये अपनेको 
असमर्थ पाते हैं । धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा न होनेके 
कारण उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उनका लोहा 
ले सकें; जो अनुचित व्यवहार कर रहे हों । खामिमानकी 
कमीके कारण वे भेड़ियाधसानमें शामिल हो जाते हैं. और हड़- 
तालियोंकी बन आती है | यदि उन्हें नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा 
मिलती तो उनका एक व्यक्तित्व होता, उनमें चरित्रबल होता 
और वे डटकर बुराईका मुकाबला कर सकते, हड़तालियोंका 
विरोध करते । देश तथा संस्थाओंकी सम्पत्तिको नष्ट होनेसे 
बचाते । मानवताके पतनका मुख्य कारण नैतिक तथा धार्मिक 
शिक्षाका अमाव है। 


खतन्त्रता-प्राततिके समय असहयोग आन्दोलनमे विदेशी 
राज्यके नियमोंको भंग करना जनताका कर्तव्य हो गया । 
हिंदुस्थानसे उनको निकालनेके प्रयत्नमें हमारे “देश छोड़ो! 
के आन्दोलनके समय विदेशी सरकारके लिये राज्य करना 
असम्भव करनेके हेतु रेलकी पटरियाँ उखाड़ी गयीं, तार काटे 
गये तथा अन्य देशव्यापी हड़ताले हुई | सम्पत्ति नष्ट की 
गयी । खतन्त्रताकी लड़ाईमें यह सब (अच्छा न होनेपर भी) 
क्षम्य माना गया, पर आज भी यदि हम ऐसा ही विद्रोह 
अपनी सरकारके प्रति करें, जिसको स्वयं हमने अपना मत 
देकर सिंहासनारूढ किया है तो यह हमारी भूल ही 
समझी जायगी | यदि हमारी मनोनीत सरकारसे हम असंदुष्ट 
हैं तो इम अपने बनाये हुए नियमोंके द्वारा उसका विरोध 
करें । विधान-सभाओंके सदस्योंको+ जिन्हें हमने चुना है? 
आदेश दें कि वे सरकारको पदच्युत करें | जो अनीति 
सरकार कर रही दै, उसका ब्यौरा निंडर होकर जनताके समक्ष 
रखें, चाहे हमें बड़ेसे-ड़े पदाधिकारीको रुष्ट ही क्यों न 
करना पड़े ! यह तमी सम्भव हो सकता दै जब हमारी मानवता- 
का स्तर ऊँचा हो और हम निप्कामकर्ममे रत हो सकें । 


De 


i 


# भारतमे मानवताके हाखके कुछ कारण # 


४२१ 


oo 





यदि हम 'जी-हुजूरी? में लगे रहते हैं और जिस कामको हम 
देशके हितका नहीं समझते, उसका विरोध नहीं कर सकते, तो 
हम स्वार्थसिद्धिके कारण अपने वास्तविक धर्मसे विमुख 
होते हैँ । 
विद्यार्थियोने मी असहयोग आन्दोळनके समय स्कूल- 
कालेजीमे हड़ताल की और ध्वंसात्मक कायोँमे भी कहीं-कहीं भाग 
लिया । कहाँ-कहीं अपने अध्यापकों तथा अभिमावकोंकी 
आज्ञाका उल्लङ्घन किया और उनका अनादर भी किया । 
यह उस समयकी परतन्त्रता-बिरोधी क्रिया होनेके कारण क्षम्य 
माना गया । पर आज भी, जब देश स्वतन्त्र है और जब 
उनकी सरकार तथा गुरुजन भी इसी कार्यमे संलग्न हैं? तब 
देदाके नवयुवक स्वस्थ, सुचरित्र) सुशील, सुशिक्षितः बलवान्‌) 
पराक्रमी और कर्मठ बनें । अपने हित और अधिकारोंकी 
रक्षाके लिये हड़ताल और अनशन करना कहाँतक उचित 
तथा क्षम्य है । वे परीक्षाओंसे उठकर चले जाते हैं । मनमाने 
उपद्रव करते हैं तथा कहीं-कहींपर तो अध्यापको तथा 
निरीक्षकांको मारपीट भी देते हैं | कुछ अध्यापकोंनेश जो 
उनके डराने-धमकानेपर भी अपने कार्यम लगे रहे, जानसे 
भी हाथ थोया। अपने गुरुजनोंकी रथी निकालना, पुतले 
बनाकर उन्हें अश्ळीलसे-अइलील गालियाँ देना, रोजका खेल- 
सा हो गया है। उस देशका, जिसके भावी नागरिकोके ये 
कारनामे हाँ, सभ्य संसारमै आगे बढ़ना सम्भव नहीं । यदि 
मानवताको रसातळमे गिरनेसे बचाना है तो सरकारने अबतक 
जो उन्हें लंबी लगाम दी है, उसे खींचना पड़ेगा | सरकार 
तथा अभिभावकोंकी वर्तमान उदासीनता ( तथा आचरण- 
हीनता ) के कारण भी उद्दण्ड विद्यार्थियोको प्रोत्साहन मिल 
रहा है ! 
जिस देशमै गुरु-शिष्यका अट्ट सम्बन्ध अन्य देशोंके 
लिये एक उज्ज्वल उदाहरण था, जिस देशमै राजा और 
रंक आचार्यदेवो भव? मन्त्रको जपते थे, उस देशमै आज यदि 
विद्यार्थी यह माँग करें कि “हमारे प्रधानाध्यक्षको तुरंत 
निकाल दिया जाय” इससे अधिक और क्या मानवताका पतन 
हो सकता है १ ऐसी उद्दण्डता तथा उच्छुङ्खलताको रोकना 
प्रत्येक विचारवान्‌ नागरिकका कर्तव्य दै । हमें यह बिचारना 
है कि क्यों विद्यार्थियोमे नियन्त्रणकी कमी है १ स्कूर्लोमे 
जो शारीरिक दण्डका निषेध हुआ दै? उसके कारण विद्यार्थी 
उद्दण्ड तो नहीं हुए । बचपनसे ही उन्हें बुरे कार्मोसे कोई 
रोकनेवाळा नहीं और शारीरिक दण्ड निषेध दोनेके कारण 


अध्यापकका मय भी उनके मनसे निकल गया है । इस कारण 
वे मनमानी करने लगे हैं और अध्यापकके लिये अपनी 
इज्जत बचाना एक समस्या हो चली है । बड़े-बड़े सभ्य 
देशोंमे--जेसे इंगलैंड, स्काटलैंड) वेल्स/--पब्लिक स्कूलोंमै 
उद्दण्ड तथा धूर्त विद्यार्थियोँको कड़ेसे-कड़ा शारीरिक दण्ड 
दिया जाता है । अभिमावक् और लड़के कोई इसका विरोध 
नहीँ करते बरं सहर्ष दण्ड स्वीकार करते हैं | लेखकको सन्‌ 
१९५१ ई में इंगलेंड, हेरो पब्लिक स्कूल, जिसमें हमारे 
प्रधान मन्त्री श्रीजवाहरलाल नेहरूने अध्ययन किया था, 
देखनेका अवसर मिला । एक कक्षामै जाकर अध्यापक 
महोदयकी सौजन्यतासे लड़कोंसे बातचीत करनेका अवसर 
मिला । लेखकने उन्हें बताया कि भारतमें विद्यार्थी शारीरिक 
दण्डका विरोध करते हैं और उन्हे आश्‍चर्य है कि वे उन्हे 
सहर्ष स्वीकार करते हैं । लेखकसे विद्यार्थियोंने कहा कि 
“शारीरिक दण्ड उनके हितके लिये परम आवश्यक है। 
जब वे कोई धूर्तता करते हैं और कोई ऐसा काम करते हें 
जिससे किसी व्यक्ति या समाजका अहित होता दै, तब यदि 
उन्हे तुरंत शारीरिक दण्ड मिल जाता है तो वे फिर वैसा 
काम नहीं करते हैं।? उन्होने कहा कि “उनको अपने प्रधाना- 
ध्यापक तथा अध्यापकोपर पूरा विश्वास दै कि वे जो कुछ भी 
करेंगे उनके हितके लिये ही करेंगे |” जब हमारे देशके बालक 
भी ऐसा कहने योग्य फिरसे हो सकेंगे, तभी वे देशके सच्चे 
नागरिक बन सकेंगे । जिसका देशको गर्व होगा । 


जिन बालकोंको न घरमै ताड़ना मिलती है, न शिक्षण- 
संखामै और जिनके चारों ओरका वातावरण शुद्ध नहीं होता 
तथा बुरी सोहबतकी कमी नहीं होती) वे किशोरावस्था 
उद्दण्ड, उच्छुङ्खल न हों तो बड़े भाग्यको बात होगी । बहुत-से 
घरोंमे बालक माता-पिताओंसे गालियां खाते है, कमी-कमी 
घरमै झगड़ा या कुछ नुकसान हो जानेपर रोषसे पीटे मी जाते 
हैं, चाहे उनका दोष हो या नहीं | वे बालक यदि स्कूले 
उद्दण्डता करें) तो क्या वे अध्यापकके समझानेसे या केवळ 
यह कहनेसे कि बालकसे ऐसी आशा नहीं की जाती थी, 
अपने अपराधके लिये लजित हो जायेंगे! फिर उनको सुधारने- 
का क्या उपाय १ बालक तो अध्यापकके सम्पर्कमै पाँच- 
छः घंटे आते हैं। फिर एक-एक स्कूलकी कक्षामै २५ विद्यार्थी 
और स्कूलका घंटा ४५ मिनट तक सीमित | अध्यापकको 
कहाँ समय मिलता है कि वह समझाजुझा सके | घरमै 
अधिकांश अभिभावक अपने कामश्र्धोमे या अपने सैर- 


४२२ 








जनसी नो लाल एलो 1011 1 अनिल पर इतने व्यस्त रहते हैं कि बालककी शिक्षा-दीक्षामें 
उदासीन हो जाते हैं । ऐसी परिस्थितिमें किस प्रकार बालकको 
उद्दण्ड होनेसे बचाया जाय ! केवल यह नियम बनानेसे कि 
उन्हें शारीरिक दण्ड न दिया जाय; बालक सुधर जायेंगे, 
ऐसी आशा करना व्यर्थ है | जिनके हाथोंमें बालकोंकी शिक्षा 
है, उन्हें ऐसे उपाय निकालने हैं जो व्यवहारमै आ सकें, 
जिससे उच्छूछुलता दूर हो । बड़े-बढ़े मंचोंसे बड़े-बड़े वक्तव्य 
देनेसे, जेसा कि आज कल होता है, काम न चलेगा | जो 
उपाय अन्यत्र काममै सफलतासे लाये जा रहे हैं, हमें अपनाना 
होगा, जब तक और कोई अच्छा उपाय हम हूँढ़ न निकालें | 


खेद है कि आजके सिनेमाका प्रभाव भी बालकोपर 
बहुत ही बुरा पड़ रहा है। उनको शिक्षाप्रद चलचित्र देखनेको 


क मानव_वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


भ 

कम मिलते हैं | अधिकांश चढचित्रोमै तो वे अश्लील नाचे. | 
गाने, अउछील ख्रियों और पुरुषोंके कारनामे, नामी डाङुओं 
तथा उद्दण्ड स्री-पुरुषोंके भीषण हत्याकाण्ड देखते हैं, जिनका 
उनपर बुरा प्रभाव पड़ता है । पाश्चात्त्य देशोमें यह माना 
जाने लगा है कि सिनेमा तथा टेलीवीजन द्वारा बालक- 
बालिकाओंमे बढी दुस्चरित्रता तथा उद्दण्डता आ रही है और 

_उनके ब्रझचर्यपर भी बड़ी ठेस लग रही है । यह आवश्यक 

है कि उनके अनुभवका हम लाभ उठावे और बुरे फिल्मोके 





के 








०७ फक ते 
प्रदर्शनपर नियन्त्रण लगावें | हमारे भविष्यकी कुंजी हमारे 
हाथमें है । हमें नयी पीढ़ीको ठीक करना है, बूढ़ा तोता तो 
पढ़ना कठिन है; तब भी मानवताके हासको बचाना सम्भव 


होगा | 


००७? »- 


मानवता तथा शिक्षा 
( ढेखक-शरी वाई० जगन्नाथम्‌) बी० ए०) 


हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने शिक्षाकी परिभाषा की 
है । उनकी इष्टिमे शिक्षा वह पद्धति है, जो हमारी नैसर्गिक, 
आन्तरिक एवं अन्तर्हित शक्तियों एवं योग्यताओंको प्रकट 
करने तथा उनका अधिकसे-अधिक विकास करनेमें सहायक 
होती है । उनको यह बात सदा स्मरण थी कि शिक्षा संस्कृति- 
के अर्थमे भी नूतन शानकी देनेवाली या सृष्टि करनेवाली न 
होकर अन्तरात्मामे सोयी हुई ज्ञान-रड्मियोको प्रबुद्ध करती है 
और हमें इस योग्य बनाती दै कि हम उन्हें देखें, जानें और 
अपनी आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नतिके लिये उनका 
उपयोग कर सकें । 


श्रीकृष्ण भगवानूने, जो अद्वितीय, नित्य और 
सञ्चिदानन्दघन ब्रह्म हैं; गीतामै कहा है कि “विश्वमै जितने 
भी विभिन्‍न दर्शन) विज्ञान तथा कलाएँ विद्यमान हैं, उनमें 
अध्यात्मविद्या मैं हूँ--बह विद्या, जो परमात्मा, आत्मा तथा 
प्रकृतिका तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धोंका निरूपण करती 
है । जब वह अन्तर्यामीरूपसे मनुष्यकी आत्मामै निवास करता 
है, तब वह जीवरूपसे बद्ध होकर अपनी अखण्ड शानरूपता- 
को भूल जाता है । बाह्य दृष्टि प्रास कर वह अपनी शान- 
र्मिर्योका अनुसरण करता हैऔर वे रस्मियाँ बाहर निकलकर 
पहले मन तथा इन्द्रियोंके साथ और पीछे स्थूळ शरीरके 
आकारकी बनकर भौतिक बन जाती हैँ | उन शान-रस्मियोंकी 


समष्टि, जो जीवात्माके द्विविध शरीरके रहस्यों और शक्तियोंके 
उद्घाटन-कार्यमे लक्षित होती हैं, हमारी प्राचीन संस्कृतिके 
अभिशोंको 'विद्याओ? के नामसे परिज्ञात थी । इन दो 
प्रकारके विज्ञानोंमें, जो अन्तःकरणसे सम्बन्धित हैं, उन्हें 
उन्होंने “मानस-विज्ञान' और जो बाह्यकरणासे सम्बन्ध रखते 
हैं, उन्हें उन्होंने “भौतिक बिज्ञान? कहा है । 

इस प्रकार अब हम जान गये कि अध्यात्मविद्याके द्वारा 
हमें उस निर्विशेष सत्यका सम्पूर्ण बोध होता है; जब कि 
भौतिक विज्ञान सापेक्ष तथ्योंका निरूपण करता तथा मानसविज्ञान 
तथा भौतिकविज्ञान-- इन दो वगोंमें विभक्त हो जाता है । 
विजञानके इन तीन वर्गोसे हमारे प्राचीन ऋषि परिचित थे | 

भौतिक विज्ञान अथवा प्राकृतिक विज्ञानामें शरीरः 
विज्ञान) चक्षुविज्ञान तथा विद्युत्‌ आकर्ण भैषज्य, संगीत -- 
जडद्रव्य एवं गतिसम्बन्धी विज्ञार्नोका अन्तर्भाव है; जब किं 
मानस-विज्ञानके भीतर केवल तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान ही 
मदी आते, अपितु आयात-निर्यातपर लगनेवाले कर, जीवन « 
पथा खास्थ्यके नियम, दण्ड-विधान; राजनीतिशास्त्र, समाजः 
विज्ञान एवं आदि-आदि विषय भी आ जाते हैं, जो नीति- 
शान तथा आचारशात्रके अन्तर्भूत हं । 

इन दो प्रकारके विज्ञानोंका बोध ही विश्व-बोध है, जिसका 
आधार आत्मविज्ञान या अध्यात्मविद्या दै । यही विज्ञान 


यत 


% मानवता तथा शिक्षा % 





४२३ 


री 


सच्ची संस्कृतिका आधार होता है । सच्ची संस्कृतिमे अर्थात्‌ 
मनुप्यके मानसिक, शारीरिक और आत्मिक प्रशिक्षणसे 
होनेवाले स्वाभाविक संवेग, नैसर्गिक बोध और प्रातिभ ज्ञानके 
युगपत्‌ विकासमें जड और चेतन-विषयक द्विविध शानका 
समावेश है; और हमारे प्राचीन ऋषियोंको इसकी पूरी जानकारी 
थी | उनको यह भी मलीभाँति शात था कि यदि कोई व्यक्ति 
अपनी संसार-ात्राके प्रति उदासीन रहता हुआ आध्यात्मिक तथा 
उपासनासम्वन्धी साधनोंमें हर समय निरत रहता है तो 
उसके लिये जीवन-निर्वाह होना कठिन हो जायगा; क्योंकि 
जीवनधारणके लिये वह कोई प्रयत्न नहीँ करता । जहाँ शरीर- 
रक्षाकी अवहेलना हुई कि जीवनका बहुत शीघ्र अन्त हदो 
जायगा और जीवनके समाप्त होनेपर परमात्माकी सेवा अथवा 
भक्ति नहीं हो सकती, जो मानव-जीवनका सर्वोच्च ध्येय है। 
अस्तु, वे आध्यात्मिक साधनोंका अभ्यास करते हुए 
भी जीवन-ब्यापारके प्रति विमुख नहीं रहते थे। उनका 
आचरण शरीरको केवल स्वस्थ ही नहीं रखता था; अपितु 
जीवनको एक निश्चित कार्यक्रमके अनुसार सक्रिय रखता 
हुआ मस्तिष्कको प्रदीप्त रखता था । ( इस विशानसे मेरा 
तात्पर्य आधुनिक न्युक्लियर कालीन विज्ञानसे नहीं है) जो आसुरी 
प्रवृत्तिका द्योतक है) यहाँपर शाश्‍वत विज्ञानसे अभिप्राय 
व्यावसायिक विषयो- जैसे उद्यान-बिद्या व्यापार, चित्रकारी 
मूर्तिकला, संगीत आदि--से है, जिनको सुन्दर रूप देकर मनुष्य 
अपने नियमित जीवनके लिये मानव आदशौपर चलते हुए 
उपयोग कर सकता है । ऐसा आचरण निश्चय ही जीवनके 
प्रति विशाल दृष्टि तो देता दी है, परंतु साथ ही जीवनकी 
परम्पराओंको जिनका आधार पार्थिव, सानसिक और 
सामाजिक वातावरणका व्यावहारिक ज्ञान है, मान्यता प्रदान 
करता है और मानव-जीवनकी ऊँची उड़ानमें खतन्त्र रूपसे 
श्वास लेनेकी शक्ति उत्पन्न करता है । ऐसे सौम्य वातावरणमें 
किया गया प्रत्येक कर्म ईश्वरकी सेवासें परिगणित हो सकता है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मानवता ही हमारी 
पुरातन संस्कृतिका प्राण है और यद्यपि हमारे प्राचीन ऋषि 
और दिव्य मनुष्य सदा-सर्वदा परमात्मामें ही निवास करते थे और 
उनमैसे कुछ जगतूके मिथ्यात्वमें विश्वास करते थे, तथापि वे 
मानव-मूल्योंका आदर करते थे और कभी भी शध विज्ञानके 
अध्ययनको नहीं छोड़ते थे; क्योंकि वे समझते थे कि यह 
अध्ययन केवल उन्दीके ल्यि ही नहीं अपितु मानवमात्रके 
लिये कल्याणकारी हो सकता हे । शिक्षा दी समग्र 





मानवका मार्ग प्रदर्शन कर सकती है, ऐसा वे विश्वास 
करते थे; क्योंकि उनके विचारमे मन और शरीरका 
संयोजन आवश्यक है | इन दोनोंका वे अविमाजन स्वीकार 
करते थे । जो शिक्षा उन्होंने अपने दिष्यांको दी, वह 
नितान्त उदार थी । उनको यह बात विदित थी कि उदार 
शिक्षाका उद्देश्य आत्मज्ञान तथा विश्वज्ञानके आधारपर 
समस्त मानवमात्रका विकास करना है । उनकी धारणामे 
“साधुः का अर्थ वही है, जो आधुनिक युगमे भद्र मनुष्यका 
है और सज्जन मनुष्यसे तात्पर्य उस व्यक्तिका है, जिसने 
आन्तरिक समूर्णताका विकास कर लिया है और जिसके 
विचारोंमें संतुलन और ढक्ष्यकी दृढता है; और ये गुण 
निश्चय ही आध्यात्मिकतासे ही प्राप्त होते है । 

आत्मसंयम और मनकी मुक्ति ही हमारी भारतीय 
संस्कृतिके आदर्श हैं । अति पुरातन काळसे हमारा सांस्कृतिक 
जीवन विदेशी संस्कृतियोंके विरोधी तच्चासे संघर्षे लेता आ रहा 
है, परंतु इसके होते हुए भी हमारी संस्कृतिने अपनी जीवनी" 
शक्तिको और अपने पूर्वगौखको जीवित रखा । नये विचारौको 
अपने अनुकूल बनाकर उन्हे अपनेर्म सम्मिलित किया) जिससे 
उसकी सहनशील और दयाल प्रकृतिका बोध होता है। यह केसे 
सम्भब हुआ, इसे समझनेके लि अपने छोगोंके आध्यात्मिक 
खभावको जानना होगा, जिसे उन्होंने वैदिक और औपः 
निषदिक संस्कृतिके निर्माता ऋषि और सुनियोसे प्रात 
किया था। 

जो कुछ श्रीकृष्णमगवानने गीतामें हमारे लिये कहा है, 
उससे हमलोगोंने अत्यन्त सहिष्णुताका भाव सीखा | इसी बातको 
सभी उपनिषदाँने एकमतसे स्वीकार किया है कि विभिन्न 
मत-मतान्तरके लोगोंका कोई भी मार्ग क्‍यों न हो, वे उसी 
प्रेममयकी ओर ले जाते हैं और वह परमात्मा कमी 
अपने भक्तोंके प्रेमको अस्वीकार नहीं करता । इस प्रकार 
की दिक्षाने लोगौको 'जीओ और जीने दो?के सिद्धान्तका 
अभ्यास ही नहीं कराया, वहिक अहिंसाके लिये मार्ग प्रशस्त 
किया । 

इसके अतिरिक्त हमलोग उसी गीतासे यह भी सीखे कि 
«इच्छा करना पाप है, आत्मसंयमसे इच्छा जीती जा सकती 
है | आम्मोत्सर्ग ही विश्वविधान है । इसके अमावर्म कुछ 
भी प्राप्त नहीं किया जा सकता । मनमै सममाव होना 
चाहिये) सब प्राणियोको अपनेमें और अपनेको अन्य प्राणिय्मि 
देखकर समदृष्टिका विकास करना चाहिये । दूसरोंके सुख ओर 


४२४ 








दुःखको अपना रा प्या जो, खा हुए उनमें भाग लेना चाहिये और 
सबकी कल्याणकारिणी भावनासे ओत-प्रोत होना चाहिये। 
प्रत्येक जीव उसी महान्‌ परमात्माके विराट शरीरका 
अङ्ग है, इसलिये किसीके प्रति द्रेषमाव रखना अभीष्ट नहीं । 
वास्तविक एवं शुचि ज्ञान तो विषमतामें समता देखना है ।? 


उन्होने केवळ गीतासे ही ये बातें नहीं सीखीं, बल्कि 
ईशोपनिषद्से, जो कि गीता-सिद्धान्तका उद्गम है, सीखीं । 
इसी प्रकारसे अन्य उपनिषदोंका भी प्रमावउनपर रहा। इस- 
से यह बात समझी गयी कि जो वस्तु हम इस विशाल विश्वमै 
देखते हैं, वह परमात्मासे व्याप्त है; इसलिये सब कुछ उसी 
ईश्वरका है । हम सबको चाहिये कि हम सांसारिक पदार्थोमे 
अनुरक्त न रहते हुए त्यागबुद्धिसे उनका उपभोग करें । विरक्त- 
मावसे हमें कर्मका त्याग करना चाहिये। हमारा यह धर्म है 
कि हम अपने शरीरके प्रति अहंता न रखकर अपनी 
आध्यात्मिक मृत्यु न होने दें और ईश्वरके प्रति अपनी भक्ति 
बराबर बनाये रखें | आत्मसंयमसे इच्छाओंका निरोध किया 
जा सकता है । हमें सभी प्राणियोंको अपनेमै और अपनेको 
उनमें देखते हुए सबसे प्रेम करना चाहिये। 


इस प्रकारका मानवताका आदर्श और मानवताकी 
शिक्षा, जिनका वर्णन पहले हो चुका है, भारतीय संस्कृतिके 
मूल प्राण दै । सामवेदके ऋषिकी गूढ वाणीमै यह सिद्धान्त 
प्रतिध्वनित हुआ था | एक सत्य-द्रशने मानवहितोंके लिये 
सरस्वतीके तटपर प्रथम बार “एक सदूविप्रा बहुधा 
चद्न्ति' का गीत गाया । यह मन्त्र उच्च कोटिका है, जिसने 
आध्यात्मिक विचारधारामें क्रान्ति उत्पन्न कर दी और 
प्राचीन काळमें भी मानवकी महत्ताको बनाये रखा । 


जीव परमात्माका अंश होनेके नाते मुक्तिका आकाङ्ची 
है । एक उपनिषदूने कहा है कि वह अमृत-पुत्र है। अर्जुनको 
गीतासिद्धान्तका गुह्य शान देते हुए श्रीकृष्णने पूर्ण मुक्तके 
लिये उपदेश किया था । यद्यपि अर्जुन उनके इच्छानुसार 
कर्म करनेको उद्यत थे तथापि श्रीकृष्णने उन्हें सतत कर्म 
करनेका उपदेश दिया था। हमलोग कर्म करनेमै स्वतन्त्र 
ई । इम सब परस्पर भाई हैं । इसलिये त्याग तथा सहयोग- 
द्वारा लायी गयी सम्पूर्ण समन्वयात्मक अवस्थामै रहना 
चाहिये और किसी अन्यकी खतन्त्रताके अपहरणके लिये 
प्रयास नहीं करना चाहिये | 


ऐसे शक्तिशाडी आधारने, जिसका निर्माण भात 


+ मानव वही जो खा्थ तज होता पथिक परमार्थका 5 


के आदर्शों और पुरातन संस्कृतिके जीवनके प्रति 
इष्टिके कारण हुआ था, विदेशी संस्कृतियोसे कठोर 
नहीं किया, अपितु उनमें जो भी सुन्दर तत्त्व थे, 
में सम्मिलित कर लिया । हमारी संस्कृतिका प्रमुख सरूप 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण और आत्मसंयम है, जिसके द्वारा मनकी 
मुक्ति प्राप्त हो सकती है । हिंदू राजाओंके समयमै भी इसका 
समन्वयात्मक विकास देखनेमै आया था, जिसका कारण यह्‌ 
था कि लोग धार्मिक भावनासे ओत-प्रोत और सहिष्णु थे। 
दूसरोंको आत्मसात्‌ करनेकी क्षमता उनमें विद्यमान थी। जो भी 
बाहरकी जातियाँ आयीं, सब हिँदुओमै विलीन हो गयी । 
भारतीय संस्कृतिकी महत्ता सुसल्मान-राज्यकालीन शासकोंतक 
अक्षुण्ण बनी रही | इसके फलस्वरूप सुसल्मानोंका एकेश्वरवाद 
और भ्रातृमावना, ( वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ) जो भारतीय 
संस्कृतिकी शिक्षाका भी हृदय है, दोनोंमें सामञ्जस्य स्थापित 
हुआ ओर दोनों विकसित हुए । 


विशाल 
संघर्ष ही 
उन्हें अपने- 


यह वह अवस्था थी; जब कि अंग्रेज पहले व्यापारीके 
रूपमें और फिर शासकके रूपमें भारतमें आये । यद्यपि उनका 
राष्ट्र खतन्त्रता-प्रिय है, तथापि उनकी मानसिक स्वतन्त्रता न 
तो आत्मसंयमपर और न किसी आध्यात्मिक दृष्टिपर ही 
अवलम्बित थी | भारतके शासकके रूपसें उन्होंने केवल अपने 
व्यापारिक हितको ही आगे रखा और इसके अतिरिक्त 
उन्होंने किसी अन्य तथ्यसे सम्बन्ध नहीं रखा | व्यापारकी 
उन्नति ही उनका प्रमुख उद्देश्य था । इस अभिप्रायसे 
उन्होंने इस प्रकारकी शिक्षा-प्रणालीका प्रचलन किया, जिससे 
इंगलिशके विद्वान्‌ उत्पन्न हुए, जिन्होंने उनकी मातृभूमिकी 
समृद्धिके लिये भारतके धनके शोषणमें उनका हृदयसे 
सहयोग दिया, जैसा कि हम जानते हैं | वे इस बातको पसंद 
नहीं करते थे कि भारतीय आध्यात्मिकवाद और भारतीय 
परम्परा जीवित रहे; इसलिये उन्होंने अपने देशके हितके 
ल्यि अपनी विभाजनद्वारा शासन करनेकी स्वार्थमूलक 
नीतिसे हमारे देशका विभाजन कर दिया । लार्ड मैकालेके 
शब्दोमे उन्होंने भारतबासियोमे अंग्रेजी विद्वानोंकी एक ऐसी 
श्रेणी निर्मित कर दी, जिसे अपने देशवासियोंसे कोई 
सहानुभूति न रही और जो थोड़े बहुत मनीषी विद्वान्‌ हुए 
भी तो, उनमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण और जीवनके प्रति विशाल 
इष्टिका अभाव था | न तो उनमें आत्मबलिदानकी भावना 
थी ओर न “बुव कुद्म्बकम्‌! का आदर्श, जो समी 
अच्छाइयोंसे ओर जीवनके धुव तारेसे भी ऊपर है-] विश्व 


न्द 


ज 


ओ मानवता तथा शिक्षा * 





४२५ 








विद्यालयकी शिक्षा, जो छात्रोंको दी गयी थी, उसका मौलिक 
उद्देश्य “बाबू वर्ग? की सृष्टि था और यथार्थतः उस ह्वदय- 
विदारक दृश्यका वर्णन करना कठिन है, जब हमारे वे नवयुवक 
विश्वविद्यालयोंसे निकलकर सरकारी नोकरीकी खोजमें भटकते 
फिरते हैं ओर बेकारीका सामना करते हुए क्रोध, निराशा, 
आत्मविश्वासाभाव और जीवनके प्रति उदासीनताकी अनुभूति 
करते हैं । 

परंतु प्रसन्नताका विषय है कि अंग्रेज आजसे दस पर्ष 
पूर्व हमारे देशसे विदा हो चुके है और अब हमपर स्वशासन- 
का भार है । हमारी भारत सरकारके लिये यह स्वर्ण अवसर है 
कि शिक्षाकी इस हानिकारिणी प्रणालीको निर्मुल कर दे । 
हमे यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि यह शिक्षा-प्रणाली 
शताब्दियोसे प्रचलित रहनेके कारण हमारे हृदयोंमें घर कर 
चुकी है । इसने हमारे बच्चाको जीवनके प्रति एक मिश्याइष्टि 
प्रदान की है और वेकारीको बढ़ाया है । यह नितान्त 
अनाध्यात्मिक है । इसने हमारे नवयुवर्कोके हृदर्योमे जीवन- 
स्तरको ऊँचा उठानेके बहानेसे भोग-विलासकी भावना भर 





दी है । इसलिये तुरंत एक ऐसी पद्धति प्रचलित की 
जाय, जो हमारे देश और देशवासियोंके अनुकूल हो, जो 
आध्यात्मिक दृष्टि और आत्मसंयमके आधारपर मन तथा 
मस्तिष्कको मुक्ति दे सके और जो हमारी प्राचीन 
भारतीय शिक्षासे मेळ खाती हो । भारतीय साहित्य, कला 
और विज्ञानके साथ-साथ अध्यात्मविद्याका भी अध्ययन हो । 
भारतीय सार्वभौम ग्रन्थ गीता और उपनिषद्‌, जो 
मानवताका आदर्श सिखाते हैं; पढ़ाये जायँ | इनके अध्ययन- 
से हमारे नवयुवकोंके मन ओर मस्तिष्कमे जीवनके प्रति 
उदार दृष्टि उत्पन्न होगी ओर राष्ट्रिय जीबनके विकासमै ये 
सहायक होंगे । 

निस्संदेह हमारी वर्तमान सरकारने प्रचलित झिक्षा- 
प्रणाळीकी त्रुटियोंको ध्यानसे देखा है? क्योंकि इसमें राष्ट्रिय 
संस्कृतिको अंकुरित करनेवाले अवयव नहीं हैं | यहाँतक कि 
हमारे राष्ट्रपतिने भी इस राष्ट्रिय आदशाँसे सर्वथा मेल न खाने- 
वाली शिक्षा-प्रणालीके लिये कहा है क्रि यदि यह शिक्षा-प्रणाली 
समयानुसार बदली न गयी तो यह हमारे राष्ट्रिय अभ्युदय 
और कल्याणको क्षति पहुँचायेगी | इसलिये उचित शिक्षा- 
प्रणालीके प्रचलन करनेभे हमारी सरकारको किसी तरहकी 
टालमटोल नहीं करनी चाहिये । हमारे देश तथा काळके अनु- 
सार ही स्कूलों और काळेजाँमे उचित ढंगकी शिक्षा पद्धतिका 


मा० अं० ५४-- 


प्रचलन होना चाहिये । धर्मनिरपेक्ष सरकारकी भावनाकी 
किसी प्रकारसे कोई क्षति नहीं होगी, यदि गीता-जैंसे 
सार्वभौम शास्ज विद्यार्थियौंको पढाये जायँ। क्योंकि वह 
साम्प्रदायिक विद्वेषोंसे अति दूर है । प्रमुख दार्शनिक 
एवं धर्मवेत्ता स्वामी विवेकानन्दजीने गीताको महत्त्व देते 
हुए कहा था, “यदि कोई शास्त्र अद्वितीय और लोकोत्तर है 
तो वह केवळ गीता है ।' अंग्रेजोंके कालमें धर्मनिरपेक्षताके 
नामपर बहुत भारी विनाश हो चुका है । हम महात्मा गांधीके 
प्रति, जिन्होंने देशको स्वतन्त्रता दिलायी, श्रद्धा रखते हैं। 
उनके आध्यात्मिक जीवनकी दैनिक प्रार्थनाएँ और राम-नाम 
उनके लोकोत्तर दार्शनिक विचारको साम्प्रदायिकताके रंगमें 
नहीं रँगते, इसलिये हमारे विद्यार्थी इसकी शिक्षासे वञ्चित 
नहीं रखे जाने चाहिये; क्योंकि इससे हमारे धर्मनिरपेक्षताके 
आदर्शपर कोई आँच नहीं आती । 

हम जानते हैं कि पाश्चाच्य देश, उनमें भी अमेरिका 
और विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, खतन्त्रताप्रिय देश 
हैं । इनमें आदर्श लोकतन्त्रात्मक राज्य-प्रणाली प्रचलित है; 
जह्दाँपर मनुष्य अपनी वैयक्तिक रुचि ओर विचारोंके साथ 
रहते हैं | किंतु में अति नम्नताके साथ कहता हूँ कि हमें 
पश्चिमके खतन्त्रताप्रिय देशोंकी शिक्षा-प्रणाली, इस कारणसे 
कि वह हमारे धर्मनिरपेक्षताके आदर्शके अनुकूल 
हो सकती है, नहीं चाहिये । इसमें कोई संदेह नहीं कि 
उन्होंने शिक्षाके तीन क्षेत्रों--( प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक 
अध्ययन और मनुष्यके वातावरण और उसकी आन्तरिक 
प्रेरणाओं ) को बतानेवाले मानव-शास्रको स्वीकार किया है । 
यद्यपि ये किसी रूपमें हमारे क्रषियोद्वारा ग्रहण किये गये 
शरीर; मन तथा. आत्मज्ञानविष्रयक विज्ञानके तीन विभागोंसे 
मिलते-जुलते हैं, परंतु उनकी धारणा भारतीय सांस्कृतिक 
दृष्टिकोणसे बहुत दोषपूर्ण है । 

वे हढ़ताके साथ कहते हैं कि शिक्षाका उद्देश्य यह 
होना चाहिये कि मनुष्य वेयक्तिकरूपमे किसी विशेष 
व्यबसाय, अथवा कलाम तथा स्वतन्त्र नागरिक बननेकी 
सामान्य कलामें पूर्ण दक्ष बने | किंतु व्यवहारमें पाश्चात्य 
लोकतन्त्रात्मक राज्योमे व्यक्ति-स्वातन्त्य प्रायः प्रतिबन्धित 
और कभी-कभी तो नितान्त अकिंचितूकर रहता है | उनमें 
साम्राज्यवाद, एकाधिकार, पूँजीवाद और झोषणवाद 
प्रचुरतामे पाये जाते हैं। सब लोगोंके हितोंका प्रतिनिधित्व 
नहीं होता । धनी लोग निर्धनोंका राष्ट्रिय कल्याणके नाम- 


४२६ 











पर शोषण करते हैं । प्रायः हम यह भी सुनते हैं कि पाश्चात्य 
लोकतन्त्रात्मक राज्य अपने विशेष हितोको ध्यानमै रखते हुए 
प्रेसो, व्याख्यान-मञ्जौ, सिनेमा और रेडियोका नियन्त्रण करते. 
हैं । ऐसा क्यों है १ उनकी “कथनी तथा करनी? में इतना 
बड़ा विरोध क्यों है १ इसका कारण यह है कि उनके व्यक्ति- 
स्वातन्त्य और मनः-स्वातन्तर्यकी धारणा जीवन तथा बस्तुओं- 
की आध्यात्मिक दृष्टि तथा आत्मसंयमपर, जो भारतीय 
संस्कृतिकी अमूल्य निधि हैं, आधारित नहीं है। वे त्याग, 
भ्रातृभाव, सहयोग और दूसरे मानव-सिद्धान्तोंकी भले ही 
डींग मारे; परंतु जैसे जिस क्षण उनका उनके स्तार्थके साथ 
संघर्ष आरम्भ होता है, उसी क्षण वे इन उपर्युक्त सिद्धान्तोंको 
तिलाज्ञलि दे देते हैं ! 
इसी कारण जिन देशोंमे एकदलीय राज्य हैं, वे पाश्चात्य 
लोकतन्त्रात्मक राज्यांको बुरा समझते हैं । उनके मतसे इन देशोंमे 
वे अपने लिये ऐसी सरकारका निर्माण करते हैं; जिसका आधार 
हिंसा और मानव-मस्तिष्कके कठोर अनुशासन हैं | व्यक्तिके पठन, 
कथन और श्रबणपर कड़ा नियन्त्रण रहता है और विरोधको तथा 
आलोचना करनेवालोंको तलवारके घाट उतार दिया जाता 
है । उनके साम्यवादका प्रमुख अङ्ग बलपूर्वक पैदा किया हुआ 
भ्रातृभाव है । देशवासियोंकी शिक्षाका उद्देश्य और धार्मिक 
चिश्वासोका स्वरूप सरकार स्वयं निर्धारित करती है । किं- 
बहुना, जीवनकी वे सत्र वस्तुएँ, जो उसे मूल्यवान्‌ बनाती 
हे-ज़ेसे सत्य, स्वतन्त्रता, मानवता, दया, न्याय; निष्पक्ष 
व्यवहार आदि- सरकारकी बलिबेदीपर होम कर दी जाती 
हैं| यह तो वैसी ही बात हुई जैसे कोई मनुष्य अपने- 
आपको समाप्त करके सम्पूर्ण विश्वको अधिकृत कर छे। 
अस्तु, यदि वे महापुरुष, जिन्हें मानवता प्रिय है, एकदलीय 
सरकारके इस अमानवीय व्यवहार और सामूहिक उन्मादको 
रोकनेका प्रयास करते हैं तो हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं 
होना चाहिये । 
परंतु मैं दयाळ पाठकंसे प्रार्थना करूँगा कि मेरे इस 
उपर्युक्त कथनको वे एकदलीय सरकार और खतन्त्रताप्रिय 
देशोंके प्रति भ्रान्ति न समझें) बल्कि यह तो अपने देशकी 
शिक्षा-पद्धतिके सम्बन्धम एक सुझाव है; जिसका आधार इन 
दोनों प्रकारकी सरकारोंकी सामाजिक व्यवस्थासे सम्बन्धित मध्यम 
मार्ग हो । बहुत पुरातनकालसे हम अपनी पैतृक संस्कृतिका 
अनुसरण करते आगे है, जिसमें हमारे अपने पूर्वजोंकी जीवन- 
सरणि और उनकी परम्पराओंका पूरा पुट है । जो 


% मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका # 





लु >> 


पी 
कुछ न त] >> 2. प्रणाली टी जो 

र्‌ भी हो) हमें वर्तमान Cs जो इस समय 

हमारे देशमै प्रचलित हैँ, समाप्त करना है । इमे ऐसी 


सामाजिक व्यवस्थाको विकसित करना है, जो हमारी सांस्कृतिक 
परम्पराके अनुकूल हो । इसके दृद्त्वके लिये हमे यह कहनेकी 
आवस्यकता नहीं है कि हमें इसका आधार सहिष्णुता, विवेक, 
सहनशीलता, धैर्य आदि धार्मिक शक्तियोंको बनाना है | 
हमें यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि येही तत्व 
आध्यात्मिक आधारके निर्माता हैं और इन्होंने ही हमारी 
प्राचीन सभ्यताको अनुपम शक्ति और ओज प्रदान किया 
है । सभ्यताका यह आध्यात्मिक आधार ही उददण्डता, हिंसा, 
लोछपता, ईर्ष्या एवं द्वेष आदिको, जो सार्थपरताको जन्म 
देते हैं, निर्मूल करता है | 

शुद्ध विज्ञान तथा कलाएँ आत्मप्रभुत्वके विकासकी ओर 
प्रेरित करती हैं | इनके साथ मानव-आदशौंकी शिक्षा हमें 
अपने बच्चाको देनी होगी । हम उनमें स्वाधीनताके 
विचार, अन्तर्ृष्टि और सार्वभौम दृष्टिको उत्पन्न करना 
चाहते हैं और चाहते हैं उनको स्वतन्त्र भारतका स्वतन्त्र 
नागरिक बनाना । यह बात तो तभी हो सकती हे; जब 
स्वतन्त्र भारतका प्रत्येक नागरिक उच्चाद्मालिकासे टामस पेनके 
स्वरमे खर मिलाकर उद्घोषणा करे कि “विश्व ही मेरा देश 
है, सारे मानव मेरे भाई हैं और भला करना ही मेरा धर्म है? 
और प्राचीन ग्रीसके सुकरातके साथ यह मी कि भै 
अथेनियन नहीं हूँ, न ग्रीक हूँ, बल्कि विश्वक्रा एक 
नागरिक हूँ |? 

एक बात और है। वह यह कि शिक्षा विशेष और साधारण 
दो प्रकारकी होती है | साधारण शिक्षाके अन्तर्गत विद्यार्थी- 
के छ्थि वे सभी बातें आ जाती हैं, जो उसे एक उत्तरदायी मानव 
एवं नागरिक बनाती हैं और विशेष शिक्षासे तात्पर्य यह है कि 
वह विद्यार्थीको किसी विशेष व्यवसाय अथवा कार्यमे दक्ष 


बनाये। ये दोनों ही परस्पर पूरकहैं और इनको एक दूसरेसे विलग - 


नहीं किया जा सकता । किंतु हमारे विद्यार्थी अभी इस प्रकारकी 
साधारण शिक्षासे परिचित नहीं हैं | यहाँतक कि हमारे लोक 
प्रिय प्रधान मन्त्रीको भी आजकलके स्नातको और उपः 
स्नातकांको भारतीय पैतृक संस्कृति और राष्ट्रिय सभ्यताके 
प्रति भ्रान्तिपूर्ण धारणा जानकर खेद प्रकट करना पड़ा है | 
इसके परिणामस्वरूप शिक्षासचिवालयके सचिवको यह 


आश्वासन देना पड़ा कि विश्वविचालयके खरपर पहले ही कुछ 
काय साधारण शिक्षाके कोर्सके सम्बन्धम क्रिया जा रहा है 


र. कट. 


क्री | 


% बालककी इमानदारी * ४२७ 











और प्रथम उपाधिकी पाख्य-पुस्तकोंमै प्राचीन साहित्य, समाज- 
विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानका बोध करानेवाली पुस्तके 
विवेकपूर्वक निर्धारित की गयी हैं । जब इस ज्ञानका विकास 
होगा, इसका प्रभाव परम्परागत विषयोंकी शिक्षापर पड़ेगा, 
तब यह सम्भव हो सकेगा कि हमारे महाविद्यालयों और 
विश्वविद्यालयाँसे गम्भीर और सम्य विद्यार्थी निकले | 

अस्तु, अब हमें यह स्पष्ट हो गया कि हमें शिक्षाका सुधार 
करना है । हमारे शिक्षा-शाख्ियांको यह स्मरण रखना चाहिये 
कि विश्वविद्यालयोंको 'मानव-आदर्श? का प्रचार करना 
चाहिये | 'मानव-आदर्श" की शिक्षा इन परम्परागत एवं प्राचीन 
विषयोंकी शिक्षासे कहाँ अधिक महत्त्वपूर्ण है । लार्ड वेकन 
हमें स्मरण रखनेके लिये कहते हैं कि “वह भागवतीय शक्ति, 
जो हमें प्रेरित करती है, यदि न होती तो हमारी मानवता 
बड़ी दुर्दशापन्न होती। मानव प्राचीन साहित्य और विज्ञानः 
शास्त्रमे कोई विरोध नहीं है । मानव-आदर्शकी धारणा 


आत्मा एवं शरीर दोनोंको स्पर्श करती है और समग्र 
मानवमात्रके विक्रासपर बल देती है; जिसमें उसका 
कलात्मक) यन्त्रसम्बन्धी, औद्योगिक और व्यावसायिक आदि 
विशिष्ट ज्ञान सम्मिलित है । हमारे देशके एक प्रमुख विचारकने 
शिक्षाके सम्बन्धमै कहा है--“शिक्षा हमारे नवयुवकोंको 
आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञानसे प्रदीप्त 
करे और व्यावहारिक ज्ञानका औद्योगीकरण करे, कलाओंका 
राष्ट्रियकरण करे एवं सामूहिक जीवनको सामाजिकता और 
मानव व्यक्तित्वको कर्मठता प्रदान करे |? 

अस्तु, हमें यह आशा रखनी चाहिये कि भारत-सरकारके 
अधिकारी, जो हमारी शिक्षाका नियन्त्रण करते हैं, शीघ्र ही ऐसी 
योजनाका प्रचलन करेंगे, जो नवीन सामाजिक व्यवस्थाका 
सूत्रपात करे तथा जो मानवताके मूलभूत आदर्शोपर प्रतिष्ठित 
हो । कठिनाईसे प्राप्त की गयी स्वतन्त्रताको वह योजना जीवित 
रख सकेगी और स्वतन्त्र भारतके स्वतन्त्रताप्रिय छोगोंको 
योजनाधिकारियोंके प्रति कृतज्ञ बना सकेगी | 


fe 


बालककी इमानदारी 


हमारे देशका प्रत्येक बाळक सचा और ईमानदार हो 
सकता है । एक सत्य घटना है । झालरापाटनमें बालक 
जगमोहनग्रसाद माथुर ( अब बी० एससी) एम्‌» बी० बी० 
एस्‌० चतुर्थ वर्ष ) अपने साथी बालकोँके सहित खेळता हुआ 
सड़कसड़क आ रहा था । उसके आगे उज्जैनसे गयी हुई 
बरात श्रीलालचंदजी मोमियाके यहाँ बड़े ठाटबाटसे जा रही 
थी । सूर्यनारायण अस्ताचलको जा रहे थे | अचानक बालक 
जगमोहनकी हृष्टि सोनेके जड़ाऊ हारपर पड़ी, जो सड़कपर 
पड़ा हुआ था । तुरंत उसने उसे उठा लिया । अंदाज 
लगाया कि “अभी हमारे आगे-आगे बरात गयी है--हो-न- 
हो, यह हार उन्हींका गिर गया है !! यह सोचकर) साथी 
बालकोंके मना करने और कई प्रकारके प्रलोभन देनेपर भी; 
बालक जगमोहन जल्दी-जल्दी लाळचंदजीकी दूकानपर गया 
और जाकर उन्हें हार सौंपा | बरातकी धूम-धाममें बरातियों- 
को किसीको भी मालूम नहीं था कि हार गिर गया है| 
वास्तवमै वह दृल्हेके गलेमेंसे गिर गया था; परंतु स्वयं 


दूल्दैको भी ज्ञात नहीं हो पाया था | जब बालक जगमोइनने 
जाकर हार उनको दिया तो दूल्हेने अपना गला सँभाला । 
हार नदारद था । बालककी ईमानदारी देखकर सब वराती 
बहुत प्रसन्न हुए और बच्चेको केवळ एक रुपया इनाम 
दिया । बालक इनाम पाकर प्रसन्न होता हुआ घर आया 
और इनामका एक रुपया घरवालौंको देकर सारा किस्सा 
उन्हें सुनाया । घरके सभी छोगोने इनामके नामसे दिया 
हुआ रुपया स्वीकार करते हुए बालकको बहुत-बहुत शाबाशी 
दी और प्रेमके साथ उपदेश दिया कि “सदा ऐसी ही 
ईमानदारी और सचाईसे रहना । परायी चीजको धूलके 
समान समझना |! 


मैंने यह लघु घटना इसलिये लिखी है कि अन्य बालक 
भी सच्चे मानव बननेके हेतु इसका अनुसरण करें। और 
उनके माता-पिता तथा समस्त परिजन अपने बालकोको 
भविष्यमै श्रेष्ठ मानव बनानेकी दृष्टिसे सदा ऐसी ही शिक्षाएँ 


देकर महामानवताका परिचय देते रहे । 
---श्रीकृष्णगोपाल माथुर 


-्सर्श"ज्*&&2* IT 


४२८ 


ॐ मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका % 








> >>> 





आयं-संस्कृतिका मानवताके प्रति शाश्वत संदेश 


१ — 
— त. 


( ढेखक- देवि भट्ट श्रीमशुरानाथजी शास्त्री ) 


विधाताकी इस सृष्टिमे “मानव एक अपूर्व रचना है । 
इसको उत्पन्न करके विधाताको भी आश्चर्य और प्रमोद 
हुआ । यह उपाख्यान पुराणोंमे बड़े विस्तार और 
परिष्कारके साथ समझाया गया है । कारण--यह मनुष्य-योनि 
जीव-रचनामै अन्यान्याकी अपेक्षा सर्वाङ्गपूर्ण, अतएव दुर्लभ; 
किंतु कतंव्यमे सर्वसमर्थ सिद्ध हुई है । मन, बुद्धि, 
इन्द्रियादिके विषयमै यह मानव सर्वप्राणियोंसे श्रेष्ठ माना 
गया है । यह मानव अपनी शक्तिसे दिव्यलोक, सायुज्य 
मोक्षतक प्राप्त कर सकता है । यह अपनी “मानवता? को 
शनेः-शनेः विकसित करता हुआ उत्तरोत्तर उन्नत होता 
चला जाता है । किंतु जैसे यह सब प्राणियोंमे श्रेष्ठ और 
सुदुर्लभ वस्तु गिना गया है, वैसे ही इस लोकालयमें इस 
“मानव? के प्रति कर्तव्यमार भी इतना है कि उसका 
निर्वाह करना कठिन ही नहीं, महाकठिन है । विकास 
करना तो दूरकी बात है, “मानवता? का निर्वाह 
सम्पूर्णं जीवनकालमें यथावत्‌ कर ले जाना भी बड़ी बात 
गिना जाता है । पैँड-पैंडपर उसके कठिन कर्तब्य 
और दृढ़ नियम आ अडते हैं | इसीलिये सच्ची “मानवता? 
एक बड़ी चीज गिनी जाती है। 


उसकी रक्षाके लिये प्रतिदिनके आचार-व्यवहार 
इतने संयत रखने पड़ते हैं कि थोडीसी भूल भी वहाँ 
क्षन्तव्य नहीं । हाथ-पैर हिलानेसे पहले अपनी जबान 
भी बडी सतर्कतासे खोली जाती है । मानवताके आदिप्रवर्तक 
प्राचीन संस्क्ृत-शास्त्रेम ही यह कठिनता हो; सो नहीं । 
अन्यान्य साहित्योँमे भी 'इन्सानियत’, “आदमियत” बड़ी 
ऊँची गिनी जाती है। उस समाजके लोग भी आदमियत- 
का निर्वाह? उसको यथावत्‌ निबाह देना कठिन मानते हैं। 
देखिये; बोलनेके लिये भी कैसी अच्छी शिक्षा दी गयी है, 
जिसमें उसकी उपपत्ति ( दलील ) भी साथ-ही-साथ 
समझायी गयी है । वे कहते हैं- 


कहे एक, जब सुन छे इन्सान दो । 

खुदाने जुबबों एक दी, कान दो॥ 
सब कुछ समझकर कुछ बोलनेके ल्यि केसी अच्छी 
सलाइ या शिक्षा दी गयी है कि जब ईइवरने वोलनेकी अपेक्षा 


सुननेके लिये दूने साधन दिये हैं; तब दूनी सतर्कतासे सब कुछ 
अच्छी तरह सुन-समझकर फिर कुछ बोलना चाहिये | 
“मानवता? के आदिम पदाङ्क दिखलानेवाले प्राचीन 
आर्य माने जाते हैं। उन्होंने मानवताके निर्वाहके लिये बडे 
सच्चे और अनुभूत नियम रचे और बड़ी हितकर शिक्षा दी 
है, जो मैं समझता हूँ इस (अङ्क) के लिये अतीव उपयुक्त होगी | 
महाभारत तथा अन्यान्य ग्रन्थोसे छोटे हुए कुछ नमूने नीचे 
दिये जाते हैं--- 
मानवके चरित्रके सम्बन्धरों 
प्रत्यहं ससवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः । 
किं नु मे पञ्चभिस्तुल्यं कि नु सत्पुरुषैरिति ॥ 
न हौीइशं संवननं त्रिषु लोकेपु विद्यते । 
दया भूतेषु मैत्री च दानं च मधुरा च वाक्‌ ॥ 
प्राणा यथाऽऽत्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा । 
आत्मौपम्येन भूतेषु दर्या कुर्वन्ति साधः ॥ 
प्राणातिपातः स्तैन्यं च परदाराभिमर्शनम्‌ । 
त्रीणि पापानि कुशलो यलतः परिवर्जयेत्‌ ॥ 
प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
आत्मोपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ४ 
अये वा यदि वा हर्ष समाप्ते यो विमशयेतू । 
कृत्यं न कुरुते वेगान्न स संतापमाप्नुयात्‌ ॥ 
बन्धूनां सुहृदां चैव श्रृत्यानां स्रीजनस्य च । 
अब्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रास्यते ॥ 
क्षन्तन्यो मन्द्बुद्धीनामपराधो मनीषिणा । 
नहि सर्वत्र पाण्डिस्पं सुलभं पुरुषे क्कचित्‌ ॥ 
गौगौ; कामदुघा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मार्यते छुघैः । 
ढुष्ययुक्ता पुनगोत्वं प्रयोक्तुः सैव शंसति ॥ 
कि नु मे स्यादिदं कृत्वा किं नु से स्यादकुर्वतः । 
इति संचिन्त्य मनसा प्राज्ञः कुर्वीत वा न वा ॥ 
“मानब प्रतिदिन अपने चरित्रका निरीक्षण करे कि मेरा 
चरित्र पशुओंके समान है या जो अच्छे पुरुष गिने जाते हैं 
उनके समान है । तीनों लोकोंमें ऐसा वशीकरणका ( अर्थात्‌ 
दूसरोंका अपना बना लेनेका ) मन्त्र दूसरा नहीं | वह दै 
दया, मित्र-मावसे बर्ताव, आवश्यकता पढ्नेपर 


Me 


"९ 0 


कट 





% आर्य-संस्कृतिका मानवताके प्रति शाश्वत संदेश # 





उसको धन आदि देना तथा भिष्टवाणीका व्यवहार । जैसे 
अपने प्राण हमको प्रिय हैं, वैसे और प्राणियोको भी अपने- 
अपने प्राण प्रिय हैं । यों साधु पुरुष अपने इष्टान्तसे प्राणि- 
मात्रपर दया करते हैं । 

'किसीका प्राण लेना, चोरी करना, दूसरेकी ख्रीसे 
संसर्ग करना--ये तीनी ही पाप हैं । चतुर पुरुष वही है, 
जो इन तीनौसे यत्नपूर्वक बचता रहे । 

“किसीको मना करना ( निराश लोटाना ) देना, सुख 
और दुःख, प्रिय और अप्रिय, इन सवके विषयमै अच्छा 
मानव अपनी आत्माको प्रमाण समझ ले । अर्थात्‌ जैसे 
खाली लौटनेपर हमको दुःख होता है; वेसा ही दूसरेको 
भी दुःख होता है । 

“भयका काम हो अथवा हर्षका प्रसङ्ग हो, उसके समास 
हो जानेपर जो कुछ विचार करता है; जल्दीसे कुछ काम नहीं कर 
बैठता, वह मानव कमी संतापको नहीं प्राप्त होता । अपने 
भाई-बन्धु, अपने मित्र, नौकर तथा स्त्रीजनोंका कोई 
अपराध संदिग्ध हो अर्थात्‌ स्पष्ट सामने न आया हो 
तो फैसलेमें देरी करनी चाहिये। जल्दीसे इनके अपराधको 
निश्चित करके दण्डकी व्यवस्था न करे । 

“समझदार मानवको चाहिये कि थोड़ी बुद्धिवाले 
लोगौंका अपराध क्षमा कर दे; क्योंकि किसी भी पुरुषमें 
पण्डिताई ( चातुर्य ) इतनी सुलभ नही, अर्थात्‌ सब पुरुष 
बुद्धिमान्‌ नहीं होते । 

“अच्छी तरह प्रयुक्त यह गो ( अर्थात्‌ वाणी ), कामधेनु 
गौके समान सारे मनोरथौंको पूर्ण कर देती है । किंतु अनुचित 
ढंगसे प्रयोग की गयी यह गौ (वाणी) प्रयोग करनेवाले- 
का ही गोत्व अर्थात्‌ बैलपन सूचित करती है । अर्थात्‌ सबसे 
अच्छी तरह बोलना चाहिये | अन्यथा बोलनेवालेकाही लः 
(पशु )पना गिना जायगा । इस कामको कर लेनेपर मेरा क्या 
होगा तथा इसे नहीं करूँगा तो क्या होगा ! इस 
तरह अपने मनसे खूब विचारकर ही बुद्धिमान्‌ मानव 
किसी कामको करे या न करे |? 


आर्थिक उन्नति-प्राप्तिके लिये 


काकताळीययोगेन यदनात्मवति क्षणम्‌ । 
करोति प्रणमं लक्ष्मीस्तदस्याः खीत्वचापछम्‌ ॥ 
उपभोक्त न जानाति श्रिमं ळव्ध्वापि मानवः । 
आकण्ठजलमग्नोऽपि श्वा लिहत्येव जिह्वया ॥ 





सर्वेषामेव शोचानामर्थञ्ञौचं परं स्तम्‌ । 
योऽथ शुचिः स हि झुचिनं मृद्वारिशुचिः छुचिः ॥ 
इंश्वराः पिझुनानेव बिश्रतीति किमद्धुतस्‌ । 
प्रायो निधय एवाहीन्‌ द्विजिहान्‌ दथतेतमाम्‌ ॥ 
संतोषक्षतये पुंसामाकस्मिकधनागम; 
सरसां सेतुभेदाय वर्षौघ; स च न स्थिरः 
वृश्यर्थ नातिचेष्टेत सा हि धात्रैव निर्मिता 
गर्भाहुत्पतिते जन्तौ मातुः प्रस्वतः स्तनौ ॥ 
धनेषु जीवितव्येछु खीछु भोजनवृत्तिषु । 
अतृश्ता मानवाः सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च ॥ 
यच्छक्यं असितुं ग्रासं रस्तं परिणमेच्च यत्‌ । 
हितं च परिणामे स्यात्‌ तत्कामं भूतिमिच्छता 
कृतनिश्चयिनो वन्ध्ास्तुङ्गिमा नोपयुज्यते । 
व्वातकः को वराकोऽयं यस्येन्द्रो वारिवाहकः ॥ 


व्यह एक काकतालीय अर्थात्‌ आकस्मिक संयोग है कि 
आत्मञ्चानशूत्य पुरुषके प्रति यह लक्ष्मी क्षणकालके लिये प्रीति 
करती है; यह उसकी खीत्व-जनित चपळता है । अर्थात्‌ 
आत्ममाव-सम्पन्नोंके पास ही लक्ष्मी आती है । औरोंके पास वह 
थोड़े समयके ल्यि आती है और वह मी काकतालीय न्यायसे। 
काकतालीय न्याय यह है कि जैसे ही कौआ तालके 
बृक्षपर बैठा कि संयोगसे तालका फल भी गिरा । यह आकः 
स्मिक संयोग है, अन्यथा कौएके वोझसे तालका फल नहीं हूट 
सकता । 

“कोई-कोई मनुष्य धन-सम्पत्ति पाकर भी उसका उपभोग 
करना नहीं जानते । गलेतक जलमें डूबा हुआ भी कुत्ता 
पानी जीमसे चाटकर ही पीता है । सब तरहकी गुद्धताओमै 
धनके व्यवहारकी शुद्धता ही सची शुद्धता दै, मिट्टी ओर 
जलकी शुद्धता शुद्धता नहीं । धनीलोग प्रायः पिशुनों 
( चुगलखोरौं ) का पोषण करते है--यह आश्चर्यकी 
बात नहीं । प्रायः धनके टोकनों ( पात्रों ) पर दो 
जीमवाले साँप बैठे रहते हैं । अकस्मात्‌ कहींसे धनकी 
प्राप्ति मानवके संतोषको भङ्ग कर देती है और वह स्थिर 
मी प्रायः नहीं होती । वर्षाकी आकस्मिक बाढ़ ताल- 
तालाबोौंके बाँधको तोड़ देती है और शीघ्र ही फिर सूख 
भी जाती है। 

त्जीविका-प्राप्तिके ल्यि अत्यधिक चेष्टा न करे | वह तो 
विधाताने ही निश्चित कर दी है। देखिये, गर्भसे प्राणीके उसन 
होते ही माताके स्तन दुग्ध-भारसे अपने-आप झरने लगते हे || 


धन; जीवनकी आशा, स्त्री-सुख; भोजन ओर जीविकाके विषयमै 
सभी मानव अतृप्त रहकर ही अबतक चले गये और चले 
जायेंगे तथा चले जा रहे हैं । जितना ग्रास ( कौर ) निगला 
जा सके, निगळनेपर भी जो पचाया जा सके, पच जानेपर 
भी जिसका परिणाम अच्छा हो, वही कार्य करना चाहिये । 
( धन-संचय उतना ही करे, जिसका परिणाम हितकारक 
हो ) । जिन उच्योग-कर्ताओंका निश्चय दृढ़ होता है, वे ही 
वन्दनीय हैं; ऊँचाई (बड़ाई) का कोई उपयोग नहीं | देखिये, 
पपीहा बेचारा क्या चीज है; किंतु उसके पानी भरनेवाला 
साक्षात्‌ इन्द्र है ( वह इन्द्रपर ही अपना भरोसा रखे हुए है, 
इसी तरह उद्यम करनेवालोंका निश्चय दृढ़ होना चाहिये yt 
नीतिके अनुसार कार्य करनेके लिये 
आपदुन्मार्गगमने कार्यकाळात्ययेछु च । 
कल्याणवचनं ब्र्यादएष्टो5पि हितो नरः ॥ 
क्षमा शत्रो च मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌। 
अपराधिषु स्वेषु नृपाणां सैव दूषणम्‌ ॥ 
न द्विषन्ति न याचन्ते परनिन्दां न कुर्वते । 
अनाहूता न गच्छन्ति तेनाइमानोऽपि देवताः ॥ 
अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुरचरितानि च । 
वञ्चनं चापमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥ 


यदीच्छसि वशीकतु जगदेकेन कर्मणा । 
परापवाद्सस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय ॥ 
शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च । 


दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
न काळ! खङ्गमादाय शिरः कृन्तति कस्यचित्‌ । 
काळस्य फळमेतावद्‌ विपरीतार्थदर्णनम्‌ ॥ 
व्यसनं प्राप्य यो मोद्दात्‌ केवळं परिदेवयेत्‌ । 
क्रन्दनं वर्धयत्येव तस्यान्तं नाधिगच्छति ॥ 


त्रभूतवयसः पुंसो धियः पाकः प्रवर्तते । 
जीणेस्य चन्दनतरोरामोद्‌ उपचीयते ॥ 
निजाशयवदाभाति पुंसां चित्ते पराशयः । 


प्रतिमा सुखचन्द्रस्य कृपाणे याति दीर्घतास्‌ ॥ 
परोपदेशवेलायां शिष्टाः सर्वे अवन्ति हि । 
विस्मरन्तीह शिष्टत्वं स्वकार्ये ससुपस्थिते |] 
“हितकारी मनुष्य बही है, जो आपत्ति आनेपर) खोरे 
रास्ते जानेपर, कार्यके बीत जानेमें पश्चात्ताप होनेपर 
बिना पूछे ही कल्याणकारी वचन कहे । शु और मित्रोपर 
बरावर क्षमा करना यति-( त्यागी, तपखि-)योंका ही 
भूषण है । अपराधी प्राणियोंको क्षमा देना राजा (जो 





# मानव वही जो स्वाथे तज होता पथिक परमार्थका * 


Dw ™™ ww ES र 








न्च आ या 
शासनकर्ता है) के लिये दूषण है । किसीसे द्वे नहीं 


करते, कुछ मागते नहीं, दूसरेकी निन्दा नहीं करते और 
बिना बुलाये कहीँ जाते नहीं, इसीलिये पत्थर भी देवता बन 
जाते हैं ( अर्थात्‌ द्वेष करना, मगना, परनिन्दादि कार्य कमी 
नहीं करने चाहिये ) । अपना धननाशा, मनका संताप, घरके 
दुश्वरित्र, अपनी ठगाई और अपमान ( तिरस्कार ) सब 
जगह प्रकाशित न करे। यदि एक ही कामसे f 
जगत्को वशीभूत करना चाहते हो तो दूसरेक्री निन्दारूपी 
घास चरनेसे इस वाणीरूपी गोको निवारण कर लो ( दूसरेकी 
निन्दा कभी न करो ) । 

“प्रतिदिन शोकके हजारों अवसर और भयके सैकड़ों 
कारण उपस्थित होते हँ; किंतु उनका असर मूरखोपर होता है, 
समझदारपर नहीं | यह काल ( मृत्यु) तलवार लेकर किसीका सिर 
नहीं काटता । मृत्युका तो यही फल है कि उलटी बात दिखने 
लग जाय | ( जब उल्टी समझ हो जाय, तब कालको समीप 
समझ ले | ) दुःख एवं संकट पड़नेपर केवल जो विलाप 
(रुदन) करता है, वह अपने दुःखको ही बढ़ाता है, उससे पार 
नहीं पा सकता । ( संकट पड्नेपर उपाय करना उचित है, 
केवल विलाप नहीं करना | ) मनुष्यकी अवस्था पक जानेपर 
( बद्धता या जवानी आ जानेपर ) बुद्धि प्रौढता आती है। 
चन्दन जैसे-जैसे पुराना होता है, बैसे-वैसे उसकी सुगन्ध 
बढ़ती है | 

“मनुर्याको दूसरेका मनोभाव अपने चित्तके समान दिखता 

( जैसा अपना भाव होता है, वैसा ही दूसरेका भी समझता 

) | अपने सुखका प्रतिबिम्ब ( छाया ) तळवारमे लंबा 
दिखायी देता है । दूसरोंको उपदेश देते समय तो समी 
बड़े रिष्ट ( सभ्य, शरीफ ) बन जाते हैं, पर अपना काम 
आ पड़नेपर उस रिष्टताको भूल जाते हैं |? 


धामिक शिक्षा 


अयशः प्राप्यते येन येन चापगातिर्भवेत्‌ । 
स्वर्गाच्च श्यते येन न तत्कर्म समाचरेत्‌ ॥ 
अनेन मर्त्यदेहेन यल्लोकद्वयशसंदम्‌ । 
विचिन्त्य तदुनुष्टेयं कर्म हेषं ततोऽन्यथा ॥ 
क्षमातुल्पं तपो नास्ति न संतोषात्परं सुखम्‌ । 
न ठष्णायाः परो व्याधिन च धर्मों दयापरः ॥ 
सद्यं हृद्यं यस्य भाषितं सत्यभूषितम्‌ । 
कायः परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति किम्‌ ॥ 
आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः । 
तज्जयः सम्पदां मार्गों येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ॥ 


ड 


दू 


प्र 


~ 


TR 


# मानवताकी खोज * ४३१ 




















सः सपान इस बरा इन्दयोके 
दिशवासपरतिपचञाना वञ्चने का विद्ग्धता । सकता है । इन्द्रियोंको वशमै न करना ( बल्कि इन्द्रिय 
अङ्कमारुह्य सुप्तानां हन्तुः किं नास पौरुषस्‌ ॥ वशीभूत हो जाना ) सह आपत्तियाँका मार्ग है और 
तावन्महस्वं पाण्डित्यं कुळीनस्वं विवेकिता \ इन्द्रियाको जीत लेना सम्पत्तिका पथ है. । अब जिस मार्गसे 


यावज्ज्वळति नाङ्गेषु स्वतः पञ्चेषुपावकः ॥ जाना पसंद हो, उसीसे जाइये । 

“जो दूसरेपर विश्वास करके निश्चिन्त हो रहे है, उनको 
ठगनेमै कौन-सी चतुराई है १ गोदीमै सिर रखकर सोये 
हुएको मार देनेमें कौन-सी बहादुरी हुई ! तभीतक बड़ाई 
पण्डितपना, कुलीनता और समझदारी है, जवतक शरीरे 
कामकरी अग्नि न भड़के । कामसे अंधा होनेपर महच आदि 
कुछ नहीं रहते । मनुष्यको संयमी होना आवश्यक है। 
दूसरेकी भलाई करना परम धर्म) दूसरेके ल्यि काम 


य 


“जिससे इस लोकमें अपकीर्ति हो, सर्वत्र दुर्दशा हो तथा खर्ग- करना निपुणता; योग्य पात्रके प्रति दान करना कामसिद्धि है 
से भी जिसके कारण वञ्चित रहना पडे, ऐसा कर्म (निन्दित काम) तथा तृप्णाका त्याग करना श्रेष्ठ मोक्ष हे [ यों धर्म, अर्थ, 
कमी न करै | इस मानवदेहसे ऐसा काम सोच-समझकर करेश काम, मोक्ष चारी पुरुषार्थ सिद्ध करे ] । अन्यायसे 
जो इस लोक और परलोकमै भी सुख देनेवाला हो । इससे उपाजित घन-वैभवकी अपेक्षा दरिद्रता ही अच्छी । अपने 
बिपरीत काम कमी न करे । क्षमाके समान तपस्या नहीं शरीरमें दुर्बलता ही सब पसंद करेंगे, किंतु रोगसे शरीरका 
संतोषके समान सुख नहीं, तृष्णासे बढ़कर कोई व्याधि मोटा होना कोई नहीं चाहेगा । 
नहीं, दयासे बढ़कर कोई धर्म नहीं । जिसका हृदय दयासे “चाहे प्राण कण्ठमे आ जायँ किंतु अपना असली कर्तव्य 
और वाणी सत्यसे भूषित है तथा जिसका शरीर सदा दूसरोंके करना ही चाहिये; और चाहे प्राण गलेमें आ जायें किं 
हितमें लगा रहता है, उसकी यह कलियुग क्या हानि कर अक्तँव्य कभी न करे |? 
— ° 
> 
मानवताको खोज 
( स्वयिता--श्रीमहावीरप्रसादजी अग्रवाल ) 

मानवता कहो, कहाँ साथी ! 
लुम खोज रहे मानवताको, धन-माया-यौवनके वनसे । 
तुम सोच रहे मानवताको, मानव-सोन्द्ये-प्रसाथनमे ॥ 

मानवता कहाँ वहाँ साथी! 
मत भूलो मानवता बँधती, मद-मान-्टह्कलां यन्धनसे । 
मत भूळो मानवता हँँसती? प्रासादोंके वातायनमे ॥ 

मानवता नहीं यहाँ साथी! 
रहती मानवता मानवमें। भोलेतभाले भूले जनमें। 
बस्ती मानवता मानसमें, निर्धन जनके ग्रह-ऑँगनमें ॥ 

मानवता कहो यहाँ साथी! 
वह बिहँस रही मानवता है; चितचोरकी चारू चितबनमे। 
चह बिखर रही मानवता है, मोहन शिशुके भोठेपनमै ॥ 

मानवता यहाँ यहाँ साथी! 
उठ रही महक मानवताकी, रावरीके जूठे वेरनमे। 


उड़ रही लळक मानवताकी, श्रीकृष्ण-सखाके _तण्डुलमें ॥ 
मानवता कहाँ ? यहाँ साथी! 


उपकारः परो धर्मः परार्धं कर्मनेपुणम्‌ 
पात्रे दानं परः कामः परो मोक्षो वितृष्णता 
वरं दारिद्रथमन्यायप्रभवाद्‌ विभवादिह 
कृशताभिमता देहे पीनता न छु शोफतः 
कर्तव्यमेच कर्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि 
अकतंव्यं न कर्तव्यं प्राणेः कण्ठगतैरपि ॥ 


३ 


०252582555: 





2 2 





3३२ 


# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


ण न्न कक 
आदरा महिला कुन्ती 


मानवताकी महत्ता 


दुःखका वरदान 


महाभारत-युद्धकी महाविजय, युधिष्ठिर सिंहासनासीन हो 
चुके और तब श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका जाने लगे | उस समय 
देवी कुन्तीने उनकी स्तुति की । उनसे वरदान माँगा । क्या 
बरदान-आनन्द ! स्वर्ग १ सिद्धि ! यश आदि १ सो कुछ 
नहीं । उन्होने माँगा दुःखका वरदान ! 


“जगद्गुरो | हमै सदा, पद-पदपर विपत्ति मिले ! हमें 
आप बराबर संकटमे रखें !? यह वरदान देवी कुन्तीका-- 
श्रीकृष्णको भी चौंका दे ऐसा वरदान, किंतु वे कहती हैं-- 
(सुखमै तो आपकी स्मृति नहीं रहती । विपत्तिमें, दुःखमें 
आप बरावर स्मरण आते हैं और आपकी स्मृति तो मोक्ष- 
दायिनी है । हमें वह स्मृति ही प्रिय है । अतः आप उस 
स्मृतिको देनेवाळी विपत्तिका ही वर देँ |? 

पर-दुःख -भञ्जन 

दुर्योधन भले समझता रहे कि पाण्डव लाक्षाणहमे जल 
मरे; किंतु विदुरकी सहानुभूतिने उन्हें साबधान कर दिया 
था । वे गुप्त मार्गसे बच निकले थे और माता कुन्तीके साथ 
बन-वन भटकते छझवेरानं ही एकचक्रा नगरीमें एक ब्राह्मण- 
के अतिथि हुए थे । 

बकासुर 

उस भयानक नरभक्षीके अत्याचारसे त्रस्त नगरजनोंने उस 

राक्षससे समझौता किया | एक गाड़ी अन्न; दो मैंसे और 


एक पुरुष प्रतिदिन बारी-बारीसे नगरके परिवारोंसे राक्षसके 
पास जाते और राक्षस वह सब पेटमै पहुँचा देता था । 


पाण्डव जिस घरमै ठहरे थे, उस परिवारकी बारी दूसरे 
ही दिन थी । गहपति, ग्रहस्वामिनी, उनका पुत्र और 
पुत्रवधू- प्रत्येक चाहता था कि वह राक्षसका भोजन बने 
और शेष सदस्य सकुशल रहें | क्रन्दन मचा था परिवारमै | 
देवी कुन्तीने वह क्रन्दन सुना, उसका कारण जाना और 
उनका अभय स्वर आया--“आप सकुशल रहें । मेरा पुत्र 
जायगा राक्षसके पास ।? 


ब्राह्मण नहीं चाहते थे; किंतु कुन्तीदेवी दृढ़ रहीं | 
ब्राह्मणको स्वीकृति देनी पड़ी । दूसरेकी विपत्ति अपने 
सिर लेकर उन्होंने भीमसेनको राक्षसके समीप जानेकी आज्ञा 
दी । प्रचण्ड भीमसेन, किंतु वे उतने प्रचण्ड न भी होते, 
उनकी माताका त्याग ही उनकी रक्षा करनेको पर्याप्त था और 
राक्षसको तो मरना था ही । 

वीर-माता 

बारह वर्षका वनवास तथा एक वर्षका अज्ञातवास 
पाण्डवोंने पूर्ण कर दिया; किंतु दुर्योधन उनका स्वत्व देनेको 
प्रस्तुत नहीं । श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवाँकी ओरसे शान्तिदूत 
बनकर आये । पाँच गाँवमात्र लेकर पाण्डव संतुष्ट हो जाते, 
किंतु दुर्याधनने तो कह दिया--“सुईकी नोक रखने जितनी 
भूमि भी युद्धके बिना नहीं दूँगा ।? 

जब लोटते समय माता कुन्तीके पास श्रीकृष्णचन्द्र पहुंचे, 
उन वीर-जननीने पुत्रोके लिये संदेश दिया--“वह समय 
आ गया जिस दिनके लिये क्षत्राणी पुत्र उत्पन्न करती है । 
माताके दूधकी छजा रखो !? 

त्यागकी देवी 

कुन्तीदेवीने पुत्रोंको युद्धके लिये प्रेरित किया था राज्य- 
सुखके लिये १ वह तो कर्तव्यका संदेश था | युधिष्ठिर सम्राट 
हुए, किंतु देवी कुन्ती राजमाताका ऐश्वर्य मोगनेवाली थीं ! 
वे त्यागकी मूर्ति, वे नित्य तपस्विनी--ध्वृतराष्ट्रने वनगमनका 
निश्चय किया । सौ-सौ पुत्र जिसके मारे जा चुके) वह किस 
सुखकी कामना करे | सम्मान और भोग उसे शान्ति दे पाते! 
वन ही उसको अभीष्ट हो सकता था । गान्धारीको पतिका 
अनुगमन करना ही था । 

अन्धे जेठ, नेत्रपर सदा पट्टी रखनेवाली जिठानी वन 
जा रहे थे । देवी कुन्तीने पुत्रोको कह दिया- “मेरा स्थान 
भी उनके ही समीप है | उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है ।? 

वे राजमाता-सदा जिनका जीवन दुःखम गया था’ 
अब जब ऐश्वर्य उनके चरणमै सनाथ होने आया, उन्हाने 
मुख फेर छिया । अपनी जेठानी गान्धारीको कंधा पकड़ाया 
उन्होंने और जेठ धृतराष्ट्रके पीछे वनकी ओर चल पड़ीं | 


Or 


जादै महिला कुन्ती 


ब्राह्मणकी प्राणरक्षा 


विपत्ति-भिक्षा 











७ निती पार सन आर थिति है ५० 
» 
त हँ 
SAAS 
% 4 


हि 


_ 


# मानव-गोष्ठी और गणतन्त्र % 


४३३ 








मानव-गोष्ठी ओर गणतन्त्र 


( लेखक--अध्यापक श्रीखगेन्द्रनाथ मित्र एम्‌० ए० ) 


आधुनिक सभ्य जगतूर्म “गणतन्त्र? शब्दसे क्या अभिप्राय 
लिया जाता है १ डेमोक्रेसी ( 10611001909 ) कहनेसे सर्व- 
जनसम्मत अर्थ यह होता है 'जनसाधारणके लिये जनसाधारण- 
के द्वारा प्रतिष्ठित शासनतन्त्र।? में भी यही अर्थ ग्रहण करता 
हूँ; परंतु किसी भी देशमै शासन-कार्य किसी बृहत्‌ मानव- 
गोष्ठीके द्वारा नहीँ चलाया जा सकता | अतएव शासनकार्य 
केन्द्रीभूत होकर कुछ मुद्दीमर छोगोंके द्वारा ही संचालित 
होता है | यह शासकवर्ग प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमें देशके 
शासन-सम्बन्धी सब प्रकारके महान्‌ उत्तरदायित्वको वहन 
करता है और कोटि-कोटि जनता उस शासनको स्वीकार 
करके चलती है । 

जन-साधारण इन सुट्टीभर शासकोंकी मण्डलीका अपने- 
भैसे चुनाव करता दै, इसीसे इस शासनतन्त्रको “गणतन्त्र? 
कहते हैं । यह कह सकते हैं कि इस चुनाव-पर्वके अतिरिक्त, 
बृहत्‌ मानवगोष्ठीके साथ अन्य कोई सम्बन्ध इसका नहीं 
रहता । ऐसी भी कोई बात नहीं है कि इस चुनाव-प्रथाके 
द्वारा सदा अभिज्ञ और योग्य पुरुषोंका ही चुनाव होता हो। 
यह सत्य है कि ज्ञानी और गुणी मनुष्य शासनके कार्यमें 
अधिकृत हों तो शासन-श्रह्डुला सर्वोत्तम हो सकती है; तथापि 
जन-बछ) धन-बल तथा दलबंदी करनेकी योग्यता होनेके 
कारण बहुत बार अयोग्य व्यक्ति भी चुनावमें सफल होते देखे 
जाते हैं | किसी-किसी देशमें स्त्रियोंको मत-दानका अधिकार 
नहीं है तथा निर्दिष्ट आयुसे कम या अधिक आयुवालौंको 
भी चुनावमे मत देनेका अधिकार नहीं होता । ऐसी अवस्था- 
मै गणतन्त्रको एक संकुचित अर्थमै ग्रहण करनेके सिवा कोई 
उपाय नहीं रह जाता । चुनावके द्वारा जो शासकदल 
संगठित होता है, उसमें अवश्य ही गण-संयोगकी व्यवस्था 


- रहती है। अर्थात्‌ निर्वाचित मण्डली) मन्त्रिसमा या 


ब्यवस्थापिका परिषद्‌ युद्ध या ऐसी ही कोई विषम अवस्था 
उपस्थित होनेपर जनसाधारणकी इच्छा जान ले सकती 
है । इसीका नाम है गण-संयोग । 

इस गणतन्त्रका अभ्युत्थान हुए बहुत दिन नहीं बीते 
हैं, परंतु आजकल जो शासक-मण्डल्यॉ विभिन्न देशमै शासन 
चला रही हैं वे प्रायः गणतन्त्रके अन्तर्गत हैं | इन सब 
राज्योंमे अब राजे-रजवाड़ोंके लिये खान नहीं है । महा- 
भारतर्मे हम देखते हैं कि राजा लोग एक मन्त्रणा समा गठन 


मा० अं० ५५-- 


करके राजकार्य चलाते थे । उस मन्त्रिमण्डलमै दो ब्राह्मण, 
दो क्षत्रिय, दो वैश्य और दो शूद्र होते थे | राजाको लेकर 
ये नौ आदमी समस्त राज्यकार्यका संचालन करते थे। 
अवश्य ही उस समय देशके सर्वश्रेष्ठ पुरुषोंकों ही इसमें 
मनोनीत किया जाता था। आधुनिक गणतन्त्र पाश्चात्त्य 
देशोंकी देन है; इसकी आयु दो-तीन शताब्दिसे अधिक पुरानी 
नहीं है | फ्रांसका जनविप्लब तथा अमेरिकाका स्वाधीनता- 
युद्ध अधिक दिन पहलेकी बात नहीं है । वर्तमान 
शताब्दीमै रूसने केवल राजतन्त्रका उन्मूलन करके क्रान्ति 
ही नहीं की है अपितु उसने एक “कम्यूनिस्ट” मतवाद भी 
चलाया है। चीन भी आज इस मतवादमें दीक्षित है। भारतवर्ष 
भी महात्मा गांधीकी सहायतासे १९४७ ई० में ब्रिटिश 
शासनसे मुक्त होकर रिपब्लिक अर्थात्‌ गणतन्त्रकी ध्वजा 
फहरा रहा है । 

प्रथिवीके अधिकांश देशोमे जब इस प्रकारकी नीति 
चल रही है, तब इसके विरोधमें कुछ बोलना दुस्साहसका 
कार्य है; किंतु हम सभी समय पाश्चात्य देशोंका ही 
अनुकरण करते रहें, यह भी तो ठीक नहीं है । पाश्चात्य 
सभ्यताके साथ हमारी मौलिक संस्कृतिका मेल खाता है या 
नहीं, यह भी विचार करना पड़ेगा । 

आधुनिक गणतन्त्र एक यन्त्रविदेष है । इसकी मूल 
भित्ति यह है कि विश्वके समस्त मानव, कम-से-कम समस्त 
जातियाँ, एक ही उपादानसे गठित हैं, अर्थात्‌ सब लोगोँका 
सभाव या प्रकृति एक ही प्रकारकी है। परंतु ऐसी बात तो 
है नहीं । एक ही टकसालमें ढाले गये रुपयोके समान सब 
लोग एक ही प्रकारके नहीं होते । किंसीका स्वभाव सरल 
होता है, किसीका क्रूर | कोई शिक्षित होता है; तो कोई 
अशिक्षित और कुसंस्कारापन्न । भगवानके विराट कारखाने- 
में अनन्त प्रकारके साचि रहते हैं । इसी कारण एक आदमी 
ठीक दूसरेके समान नहीं होता और भिन्नता केवल बाह्य 
आकृतिको लेकर ही नहीं होती; मानसिक जगतूसे भी एक 
आदमी दूसरेके समान नहीं होता । 

मनुष्यके साथ मनुष्यके इस पार्थक्यको स्वीकार करके ही 
मनुष्यकी प्रकृतिको सांख्यमतके अनुसार सत्त्व, रज और तम- 
रूप तीन उपादार्नेमि विभक्त किया, गया है। जिनमें सत्त्वगुण 
प्रधान होता है? वे निष्काम) भगवानपर निर्भर करनेवाले 


४३४ 











नि व्वा — 


और निवँर होते हैं । रजोगुणकी अधिकतासे कर्मकी स्पृहा 
बल्बती होती है तथा मनुष्य लोभ-मोह आदिके वशीभूत 
होता है और तमोगुणके आधिक्यका फल अज्ञान है-- 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सास्विकं निर्मलं फम्‌ । 
रजसस्छु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ 
अतएव मनुष्यके अंदर जो यह तारतम्य है, इसे 
स्वीकार किये बिना काम नहीं चलता । जो लोग अज्ञानी या 
अल्पशिक्षित हैं, उनका काम है श्रेष्ठ लोगोंका अनुकरण 
करना । गीतामे श्रीमगवानने कहा है-- 
यदू यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥ 
“श्रेष्ठ छोग जो आचरण करते हैं अथवा जिस आदर्शको 
मानकर चलते हैं, वहा जनसाधारण उसीका अनुकरण करता है |? 
गीतामै श्रीकृप्णभगवान्‌ पुनः कहते है--- 
न . बुद्धिमेद॑ जनयेदज्ञानां . कमेसङ्गिनास्‌ । 
जोषयेत्सवेकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अज्ञ, विषयासक्त लोगोंमें बुद्धिभेद पैदा न करे | 


* मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





० 
ज्ञानी पुरुष अनासक्त भावसे कर्म करते जायें तथा कर्मासक्त 
लोगोको कर्ममै लगाते चलें | 
आज कोई मनुष्य अपनेको मन्दबुद्धि स्वीकार करना 
नहीं चाहता । रास्तेमें काम करनेवाले मजदूर भी सोचते हैं 
कि वे वोटके बलसे अपनी माँग पूरी करा सकते हैं । कोई 
किसीको श्रेष्ठ नहीं मानता । ज्ञानी पुरुषासे परामर्श लेना भी 
आवश्यक नहीं समझता, वे स्वयं ही ठीक हैं । यही गण- 
तन्त्रकी सांघातिक दुर्बलता है । श्रीमगवान्‌ पुनः कहते हैं 
्रकृतेगुंणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌ कृस्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो अल्प हैं, वे प्रक़्तिके भीतर चल्नेवाले 
गुणोके खेळसे मोहग्रस्त होकर कर्में लगते हैं | उन अज्ञ- 
लोगोंके चित्तको विचलित करना ज्ञानी पुरुषका काम नहीं है । 
ज्ञानी किस बातको लेकर श्रेष्ठ होते हैं! वे फलाकाङ्का 
नहीँ करते । उनमें कर्दृत्वामिमान या अहंकार नहीँ होता 
तथा वे सब कर्मौको ईशवरमै समर्पण करके निर्लिप्त रहते हैं । 
आजकलक्रे विषयी लोग क्या इस बातको सुनेंगे १ 


— op o—— 


र गीत 

है जीवनमै नव प्राण भरो हे! 

४ चलती चलती थकी मनुजता 

‘ie क्षीण हुई मानवकी गुरुता 


हेट १७७ 
च. 


परिवर्तन कब हुआ 


एर 


"वव 


दु्बेल खयं हो गयी क्षमता 
सीमाएँ बाँधे परवराता 
एक बार फिरसे बसंत बन, मधुसे जग-उद्यान भरो हे! 


भरो कमेके प्रति फिर आस्था 
नूतन रचो समाज-व्यवस्था 
करो संतुलित भावोका क्रस 
देकर सत्यं शिवं सुन्द्रम्‌ 
अब तो मानवमे ही प्रभुका संचित निज अनुमान करो हे! 


असम्भव |. 
फिर फिर आता खोया वैभव 
संयमका बल देता अनुभव 


सुखद्‌ भविष्यत्का होता रव 
युगका भवन बन सके जिसपर, 


मकस 


[4१ 


जीवनम नव प्राण भरो हे ! 


श्र 


जीवनमै नब प्राण भरो हे ! 


निज छाती पाषाण करो हे ! 
जीवनमे नव प्राण भरो हे ! 
शान्ति मेहरोत्रा 


< SSSR 


ज्र 


RM N= 


% मानवता और लोकतन्त्र % 


४३५ 











मानवता और लोकतन्त्र 


( हेखक-श्रीकिरणदत्तजी माथुर, बी० ५०) एल० एस्‌ ०, जी० डी०, साहित्य-विशारद ) 


“मानवता? मानवका वह गुण है, जिसके कारण उसकी 
मानव! संज्ञा है और लोकतन्त्र या “मानवतन्त्र' वह साधन दै? 
जो मानवको मानवतातक पहुँचानेमें सहायता करता है। तातर्य 
यह हुआ कि मानवता यदि गन्तव्यस्थान है, लक्षयस्थान हैः तो 
लोकतन्त्र वहाँतक पहुँचनेका मार्ग है और इस प्रकार 
“मानवता और लोकतन्त्र? दोनोंका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

मानवताके मार्ग लोकतन्त्रमें काँटे नहीं बिछे हुए होते, 
जिससे मानवको अपने गन्तव्य स्थानतक पहुँचने कष्टका 
सामना करना पड़े । यदि मानवको यह प्रतीत होने लगे कि 
उसके मार्गमे काँटे विछ गये हैं तो इसका अर्थ यह हुआ 
कि लोकतन्त्र वह यथार्थ लोकतन्त्र नहीँ रहा) वरं उसके 
शरीरमै तो काँटे घुस गये हैं, जो केवळ उसीको दुःख नहीं 
देते वर॑ पथिकोंको भी कष्ट प्रदान करते हैं । 
ये काँटे उन मानवोंके हाथकी कॉटेदार छड़ियोंसे चुभते 
हैं, जो नागरिकताकी शिक्षासे विहीन हैं तथा लोकतन्त्रके सुन्दर 
मार्गपर चलते हुए उसको अपनी कण्टकित छड़ियोंसे छलनी 
कर डालते हैं । 

नागरिकताके ल्यि यह बहुत आवश्यक है कि अपने 
पड़ोसी अथवा अपने देशकी ही नहीँ वरं समूची मानबताकी 
निरन्तर गति एवं सचेतनतासे निःस्वार्थमाव रखते हुए सेवा 
की जाय । मानवता समस्त मानव-जातिकी वस्तु है, अतः 
उसे प्राप्त करनेके हेतु ऐसे “लोकतन्त्र की आवश्यकता 
है, जिसके नागरिक केवल अच्छे माता-पिता, भाई-बहिन? 
पति-पत्नी या ज्ञानवान्‌ देशभक्त ही न हों) बरं मानवमात्रके 
सच्चे सहायक और अन्ताराष्ट्रिय शान्तिके सच्चे उपासक भी 
हों । लोकतन्त्रका अच्छा नागरिक अन्याय और अमानवताके 
अतिरिक्त अन्य क्रिसीको अपना विरोधी नहीं बनने देता । 

“मानवता? --मनुष्यताका ही पर्यायवाची शब्द है और 
इसका अर्थ केवल यही न समझना चाहिये कि लोकतन्त्र 
समस्त मानर्वोका एक समूहके रूपमै ही स्वागत होता है, 
व्यक्तित्वका नहीं। लॉर्ड हॉल्डेनके शब्दोंमे--“व्यक्तित्व सृष्टिका 
केन्द्र-तस्व है ।? अतः अपनी प्रतिमाकी उन्मुक्तताके हेतु हर- 
एकको अवसर मिलना चाहिये । मानवीय संस्थाओंका महत्त्व 
उसी सीमातक है; जबतक कि वे व्यक्तित्वके विकासमें सहायक 








होती हैं; परंतु जहाँ व्यक्ति और मानवसमाजके साथमे 
संघर्ष होता दिखायी दे, वहाँ मानवता इसीमें है कि देशके 
स्वार्थके लिये व्यक्तिगत स्वार्थको छोड्नेमै तथा सम्पर्ण मानव- 
जातिके खार्थकी रक्षाके लिये देशका स्वार्थ छोड़नेमें आगा- 
पीछा न किया जाय । 

मानवताकी रक्षाकी सबसे बड़ी गारंटी “लोक्तन्त्र”-जैसे 
राज्यके प्रकारमे ही निहित है; जो समाजकी सुव्यवस्थाका 
प्रतीक हैं । लोकतन्त्रकी पृष्ठभूमि लिंकनकी इस सर्वप्रिय 
परिमाषा- “प्रजाके लिये, प्रजाद्वारा, प्रजाके शासन? द्वारा 
स्पष्ट व्यक्त होती है ।हार्नशाने कहा है--लोकतन्त्रात्मक 
राज्यका अर्थ यह है कि 'मानव-समाजको समष्टिरूपमे अन्तिम 
प्रभुशक्ति प्राप्त रहती है और वह सभी बातोंमें अन्तिम 
नियन्त्रण रखता है । लोकतन्त्रमें एकका शासन न होनेसे 
समानता और बन्धुत्वकी भावना मुख्य होती है | 

लोकतन्त्रके अतिरिक्त सरकारके अन्य विभिन्न रूपॉ-- 
राजतन्त्र, निरङ्कुश शासन, कुलीनतन्त्र एवं अल्पतन्च आदि- 
का मी सम्यक्‌ प्रयोग हुआ है; परंतु राजनीति-विशारदोंकी 
अधिक संख्या यही मानती है कि मानवताकी रक्षाके लिये 
सर्वोत्तम शासनपद्धति “लोकतन्त्र? द्वारा ही स्थापित की जा 
सकती है । राजतन्त्रमै राजा और उसके सम्बन्धियोंका खार्थ 
प्रधान और मानवताका गौण होता है । कुलीनतन्त्रमै अपने- 
को उच्च कहनेवालोंका स्वार्थ प्रधान और अन्यान्यका गौण 
होता है। अब्पतन्त्रम अपनेको राजनीति-विशारद समझनेवालों- 
का खार्थ प्रधान और मानव-समाजका गौण होता है | केवल 
लोकतन्त्र ही एक ऐसा शासन है; जिसमें सम्पूर्ण मानव- 
जातिके कल्याणका स्वार्थ ही प्रधान होता है । लोकतन्त्रके 
अतिरिक्त उपर्युक्त अन्य शासनोमे “संकुचित कल्याण? की 
भावना और खार्थप्रियता अधिक होनेके कारण “दानवता? 
को परिपुष्ट होनेके अवसर बहुत मिलते हैं । प्रोफेसर (स्मिथ? 
के कथनानुसार लोकतन्त्र एक धार्मिक सिद्धान्त भी है और 
लोकतन्त्रीय जीवन ही वास्तविक रूपमै धार्मिक जीवन है । 
इसीसे हमें विश्वास होता है कि लोकतन्त्र मानवताके प्रति 
हमारे उत्साहका वास्तविक प्रदर्शन है--स्वाधीनता, समानता 
और म बढानेवाला तथा सामञ्जस्य खापित करने- 
वाला है | 


% मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका % 
PE न्स 





सिद्धान्तरूपमै लोकतन्त्रद्वारा ‹दरिद्रतम? व्यक्तिको मी 
अपनी इच्छाओंके प्रदर्शनका उतना ही अधिकार मिलता है, 
जितना एक समृद्धतम व्यक्तिको । इसके विपरीत राजतन्त्रादि 
शासर्नोमे जनताकी इच्छाएँ सरकारके आदेशोंद्वारा रौंद दी 
जाती हैं, जब कि “लोकतन्त्रमै कोई भी यह अपवाद नहीं 
कर सकता कि उसे अपनी बात कहनेका अवसर नहीं मिला |? 
( ए, एल० लाँवेल ) | अन्य शासन पद्धतियोमे साधारणतया 
विशेषजोंद्वारा ही शासन करनेकी व्यवस्था हो सकती है और 
वे विशेषज्ञ अपनी सीमित बुद्धिके अनुसार ही शासन चलाया 
करते हैं; पर सामान्य मानव-समाज क्या चाहता है; उसको 
क्या दुःख है--इसका ज्ञान उनकी पहुँचके बाहरकी बात 
होती है । लोकतन्त्रात्मक शासन इस प्रश्नका सर्वोत्तम ढंगसे 
समाधान करता है। उसमें समष्टिकी अवस्थाओं, आवश्यकताओं 
आदिके सूक्ष्म अध्ययनद्वारा ही राज्यकार्य चलता है । 


लोकतन्त्र मानवताके ल्यि सबसे अधिक उपयोगी है, 
इसका स्पष्ट प्रमाण इस तथ्यमे है कि 'लोकतन्त्रमे धार्मिक 
स्वतन्त्रता?--एक गारंटी होती है। धार्मिक जीवन ही वास्तवमै 
मानवताका सच्चा सहायक होता है । धर्मके प्रभावसे ही मनुष्य 
बुरे कार्य करनेसे डरता है । धर्मका सिद्धान्त है--'मनुष्य जैसा 
करेगा, वैसा ही भरेगा? अतः धार्मिक जीवनद्वारा मानवकी 
आत्मा प्रशस्त होती चली जाती है | धर्मके द्वारा ही मनुष्य 
अहिंसा-जैसा उपदेश शीघ्र ग्रहण करता है और दूसरोंके धर्म- 
की आलोचना या ताड़ना मन) कर्म तथा वचन-तीनोंसे न करता 
हुआ सहज श्रातृत्वके उच्चतम सिद्धान्तकी मन्दाकिनीसे 
अपनेको पवित्र कर; यथार्थ मानवताको प्रासकर मानव 
कहलानेका अधिकारी होता है । अन्य शासनोंमे यह बात नहीं 
होती । इतिहास इस बातका साक्षी है कि राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र 
आदिमें एक मनुष्य या कुछकी इच्छाकी सिद्धिके ल्यि 
समाजका रक्त पानीकी तरह बहा दिया गया दै, अपनी 
इच्छाओंको व्यक्त करनेवालोंको काराणहके सीखचोंमें 
त्विडियाओं या बन्य पश्ञुओंकी भाँति बंद कर दिया गया है | 
इतिहास इस बातका साक्षी है कि राजा जिस धर्मको मानता 
था, प्रजापर मी वही धमं शक्तिसे थोप दिया गया है | भला, 
जब मानवके पास न उसकी इच्छा रही, न उसका धर्म रहा, 
तो वह किस प्रकार मानबताकी ओर बढ़ सकता है | इससे 
तो उसपर प्रतिकूल दी प्रमाव पड़ता है और उसकी आत्मा 
दासतामे इतनी लघु हो जाती है कि वह खयं मी परिखिति- 
वश हिंसक और वन्य-पञचदुल्य हो जाता है और “मानव-संशा? 


वा 
जो हम. उसे देते हैं, उससे च्युत हो जाता है। 

लोकतन्त्रके आलोचकोंके आक्षेप होते हैं कि “व्यबहार 
लोकतन्त्र सवंथा असफल सिद्ध हुआ है; क्योंकि यह केवढ 
संख्याको महत्त्व देकर खोपडियाँ गिनता है । वह भीड़का 
शासन है, विचारशील अल्पमतके ज्ञान तथा विवेकका यह 
तिरस्कार करता है । सामान्य मतदाता शासनकी बातोमै अभिः 
रुचि नहीं रखते । लोगोंको शक्ति तथा पैसोसे वोट देनेके 
लिये विवश किया जाता है, चुनाव आदिमें देशका धन पानीकी 
तरह बहाया जाता है, शिक्षित लोगोंकी अल्पसंख्या होने. 
से यह मूर्खौका शासन है।? आदि-आदि । 

परंतु यदि उपयुक्त आलोचनाओंका हम मूल्याङ्कन करने 
बैठे, तो ये सब केवल व्यंग-चित्र-सी दिखायी देंगी । यदि हम 
पूछे कि “भाई ! इससे अच्छी शासन-पद्धति फिर कौन-सी हो 
सकती है?? तो उत्तर नकारात्मक' मिलता है । वास्तवमै वर्तमान 
युग 'छोकतन्त्र' के प्रयोगका युग है, अतः इस समय 
उसकी आलोचनाओंसे कोई सुव्यवस्थित परिणाम नहीं निकल 
सकता) जेसा श्री ए० एल० लॉवेलने कहा दै- “यह सर्वथा 
अनुचित है कि किसी व्यक्तिको व्यवहारकी कसौटीपर उस 
समय चढ़ाया जाय जब कि वह लड़ रहा हो, या नशेकी 
या उत्तेजित स्थितिमे हो । लोकतन्त्रकी जाँच हम इस प्रकार 
असाधारण परिस्थितियोमे घटनेवाली घटनाओंकी एष्ठभूमिपर 
नहीँ कर सकते ।? 

यह कहना कि साधारण मानवकी शासन-कार्यमे अभिरुचि 
नहीँ होती है, तो इसका उत्तर भी यह है कि कभी-कभी उनकी 
रुचि इस ओर बढ़ भी सकती है, जब कि अन्य शासन- 
पद्धतियोमें तो इसके ल्यि कोई स्थान ही नहीं । 

बात वास्तवमै यह है कि “अशिक्षितता' सारे दुर्गुणोकी मूल 
है । सिक्षाके प्रसारके द्वारा हम मानवोंमें अपने शासनके 
प्रति अभिरुचि उत्पन्न कर सकते हैं | शिक्षासे समृद्ध जनता 
जब 'मूर्खोके प्रतिनिधियों? को जन-आन्दोलनसे बाहर करने 
लगेगी, तब लोकतन्त्रके आलोचकोंके मुखसे ये बोल नहीं 
निकलेंगे । हम अशिक्षित हैं तो हमें अदिक्षाके परिणामोंकी ओर 
जनताका घ्यान आकर्षित करना चाहिये और उनकी आलोचना 
करनी चाहिये । हमारी अशिक्षा, अपनी कमजोरियों) एवं 
ङुरीतियोंके समर्थनके लिये या स्वार्थमयी इच्छाओंकी पूर्तिके 
लिये यदि हम लोकतन्त्रकी आलोचना करें तो यह हमारा कुतर्क 
और असमयकी आलोचना ही गिनी जायगी | 


इस प्रकार उपयुक्त अध्ययनसे यही निष्कर्ष निकलता 


BT आफ 


5 


> इश्वर-कपाका प्रत्यक्ष उदाहरण # 


TTT 





है कि मानवताके लिये लोकतन्त्रात्मक शासनप्रणाली जितनी 
लाभप्रद एवं मानवताकी शिक्षा देनेवाली है, उसकी समकक्षतामै 
अन्यान्य पद्धतियाँ नहीं | आज हमारे भारत एवं श्रीनेहरूकी 








ओर जो संसार टकटकी लगाये देख रहा है, वह इसीलिये 





कि हमारे देशने मानवताकी सिद्धिके लिये "लीकतन्चा लिये “लोकतन्त्रात्मक 
शासनःप्रणाळी? को अपनाया है । आज हमारा भारत केवल 


भारतवासियोंके कल्याणके लिये झुम कामनाएँ, अर्पित नहीं 
करता; वरं वह सम्पूर्ण मानवताका शुभाकाङ्ची है । अणु बमोंके 








४३७ 








उत्पादन एवं प्रयोगका विरोध जो आज हमारा भारत कर 
रहा है; वह इस लोक्तन्त्रात्तक शासनप्रणालीकी ही शिक्षाका 
परिणाम है । आज भी संसारके शान्ति-सम्मेलनोंमें भारतका 
आवाहन शान्तिदूतके रूपमें किया जाता है । वह इसील्यि 
कि हम पशद्चशील-जेंसे शान्तिदायक सिद्धान्तोंके जन्मदाता 
एवं पोषक तथा मानवताके सच्चे पुजारी हैं और वह इसल्यि 
कि हम लोकतन्त्रके हामी है और विश्व-बन्धुत्वकी भावनाओं- 
को साकार देखनेके अभिलाषी हैं । 








90 


ईश्वर-कृपाका प्रत्यक्ष उदाहरण 


( केखक- श्रीवन्दासिइजी राठौर ) 


C8) 

संसारके महान्‌ पुरुषोंमे आधुनिक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका- 
के राष्ट्रपिता महात्मा जाजे वाशिंगटनका स्थान उञ्चकोटिपर 
है । उनका सार्वजनिक जीवन जितना विशाल था; वैयक्तिक 
जीवन उतना ही विशुद्ध था । सार्वजनिक जीवन जितना 
सफल था) वैयक्तिक जीवन उतना ही त्यागमय था । 'गीताके 
निष्काम कर्मवादके वे साक्षात्‌ उदाहरण थे । इसका मू 
कारण यह था कि उनमें ईश्वरभक्ति और उनकी अनुकम्पा- 
पर विश्वास अटल था । उनमें यह गुण अपने माता-पितासे 
आया था । एक बार उनकी अवस्था बड़ी विपन्न थी । 
दो वर्षसे बराबर उनकी सेना पीछे हटती चली जा रही थी । 
देशके शासकवर्ग उनसे रुष्ट हो गये थे और सेनामें उपयुक्त 
मात्रामै खाद्यसामग्री नहीं भेजते थे । सिपाही भूखा मर 
रहे थे । अमेरिकाके कठोर शीतमें उन्हे नंगे बदन रहना पड़ता 
था । इन कारणोसे उनके अनुशासनकी भित्ति कुछःकुछ 
हिल रही थी । महात्मा तथा श्रीमती वासिंगटन केवल अपने 
सौजन्य तथा सोम्यताके सहारे उनको रोके हुए थे । ऐसे 
अवसरपर एक दिन उनके एक सहयोगीने प्रश्न किया, 
“सेनापते ! क्या इमलोग वास्तवमै हार जायेंगे १? 


उन्होने उत्तर दिया, “कमी नहीं |! 


सहृयोगीने आश्चर्यसे उनके मुखमण्डलकी तरफ देखा । 
उसमें विश्वासकी स्फूर्ति थी और थी दढ़ताकी निश्चला । 
उसने कहा, “सेनापते ! किंस बलपर आपका इतना असम्मव 
बिश्वास स्थित है १? 


उन्होंने कहा? “एक संत मेरे लिये निरन्तर प्रार्थना 
करता रहता है!” सहयोगीने और अधिक आश्चर्यसे उनकी ओर 
देखा । संत)? उसने पूछा, “कौन-सा संत !? “मेरी माता", 
वाशिंगटनने विश्वासकी उसी हढ्ताके साथ उत्तर दिया | 


(२) 
वे बहुधा शिविर्से बाहर निकलकर घोर जंगलमै चले 








>> 


जाते और घंटों मगवानकी प्रार्थना किया करते ये ! ऐसे 
अवसरोपर उनके कपोल प्रेमाश्रुधारासे आद्र हो जाया करते 
थे | उन्हीं दिनों) जब जर्सी प्रान्तम उनके सैन्यरलकी अवस्था 
अत्यन्त दयनीय हो रही थी कि एक दिन एक सिपाही 








हक 1 1 मामला मा भाँति शिविरमे चिल्लाने लगा, “हम कमी न हारेंगे, 
हम कभी न हारेंगे !' अन्य सिपाहियोने उससे पूछा; 
~ 


“तू कसे कहता है कि हम कभी न हारेंगे ! हम तो बराबर 
हारते चले जा रहे हैं | 


उसने कहा, “मैंने अपनी आँखेसि देखा है ! सेनापति 
एकान्त जंगलमै प्रार्थना करते थे । उनकी आँखोंसे आँसुओं- 
की धारा चल रही थी |? ऐसी थी उनके विश्वासकी दृढता 
और समाजपर उसका प्रभाव ! 


(३) 

उनके जीवनम भगबत्कृपाकी आश्रर्यमयी घटनाएँ 
घरित हुई हैं, जिनमें कुछ तो इतनी अप्रत्याशित हैं कि 
ईश्वरक्ृपाके अतिरिक्त उन्हें अन्य कुछ कहा ही नहीं जा 
सकता ! 

स्वातन्त्र्य-संग्रामके आरम्मिक कालमै एक बार जब उन्हे 
युद्धकी गतिविधिका इतना अनुभव न था, वे विकटरूपसे 
अंग्रेजोंके चंगुळमे फँस गये ! बोस्टनके विजयसे उनकी 
सेना उल्लसित थी । उन्होंने सोचा कि लगे हाथ न्यूयाक 
भी ले लें | अंग्रेजोने कोई बाधा न डाली | एक ओरसे 
वाशिंगटनकी सेना न्यूयाकर्मे प्रवेश करने लगी तो दूसरी 
ओरसे अंग्रेजी सेना भागने लगी | जब वाशिंगटनने नगरपर 
अधिकार कर लिया, तब देखा कि यह उनकी विजय नहीं; 
पूर्ण पराजय हुई है | 


वास्तविक बात यह थी । न्यूयार्क महाद्वीपपर नहीं 
स्थित है । वह लम्बद्दीप नामक एक द्वीपपर बसा है । 
न्यूयाक और महाद्वीपके बीचमें इडसनकी खाड़ीमें विस्तृत 
जलराशि है । अंग्रेजोने इस खाड़ीमे अपनी विशाल 
नौवाहिनी खड़ी कर दी और इस प्रकार वाशिंगटनको 
ससैन्य बंदी बना लिया | संसारकी कोई शक्ति उन्हें इस 
कारागारसे मुक्त नहीं कर सकती थी ! परंतु भगवच्छक्तिके 
सम्मुख मानवी शक्ति कौन-सी वस्तु है । एकाएक लम्बद्वीपके 
चवुर्दिक घोर निहार छा जाता है | समुद्रका जल जमकर 
पत्थर हो जाता है | ऐसी दशा तीन दिन बराबर रही, 
जबतऊ अमरीकी राष्ट्रिय सेनाका अन्तिम जवान लम्बद्वीपके 
बाहर न निकल गया | 


(४) 
ऐसी ही या इससे भी अधिक आश्चर्यजनक ईश्वरकृपाका 


# मानव वही जो खाथं तज होता पथिक परमार्थका + 
DO, 7 ख्ःःः5सःस ,खआःलब:स:उसकउ:ऊसककसस इ अ ऊऊऊऊकक्‍स्‍क्‍स्‍क्‍स्‍क्‍ढड्खअ_स्‍्स ् 





उदाहरण 
सतत पराजयोंके कारण उनकी सेनाका आत्मविश्वास विल्क 
घट गया था | जनता उनसे क्षुब्ध और अधीर होश 
थी | प्रबन्धकवर्गका उनके ऊपरसे विश्वास शिथिल हो 
चला था | 

डेलवियर नदीके उत्तरी तटपर अंग्रेजी फौजकी छावनी 
थी | उस दिन १७७६ की २५ दिसम्बरको संध्या थी | 
वाशिंगटन एकटक किसी भावनामें डूबे हुए अस्ताचल्गामी 
सूर्यकी ओर देख रहे थे । अंग्रेजी शिविरसे नाच-गानकी 
ध्वनि आ रही थी । उनकी सेनामें विनोद कहाँ ! वहाँ न 
खानेको भोजन था, न पहननेको वस्न और न लड़नेके 
लिये अञ्ज । किंसीके पास बन्दूक थी तो गोली नहीं; गोली 
थी तो बन्दूक नहीं । बहुर्तोके पास सिवा फाबड़े या रमे 
कुछ न था | इसी भूखी, शीत-त्रस्त, निःशस्त्र सेनाके दो 
सहस्न जवानोंपर अमेरिकाकी ही नहीं--विश्वकी स्वतन्त्रता 
अन्तरालमें झूल रही थी । 


“हे भगवन्‌?) वाशिंगटनने कातर खरमै पुकारा, “यदि 
आज रातको मैं नदी पार कर सकता तो अंग्रेजोको 
विनोद-ीन पाता |? भगवान्‌ इन्द्रने गर्जन करके भगवान्‌ 
बिष्णुकी खीकृतिकी सूचना दी | आज डेलवियर नदीने 
छेत्याका रूप धारण किया था | उसमें विशालकाय हिमखण्ड 
अजस वेगसे बह रहे थे | मनुष्य क्या लोहेकी नाव भी 
उसमें चकनाचूर हो जाती । धीरे-घीरे डेलवियरकी धारा 
मन्द पड़ने लगी | हिमखण्ड स्थिर होने लगे । यह क्या ! 
आधी रात होते-होते डेलवियर महानदी एक विशाल सड़कके 
रूपमें परिवर्तित हो गयी ! 


२६ दिसम्बर सन्‌ १७७६ के प्रमातमै खतन्त्रताके 
पुजारियोंने निरंकुशताकी ऊसर भूमिमे उस विजय-बीजका 
वपन किया, जो आज विश्वस्वातन्तरयके विशाल वटके रूपमे 
समरण मानवताको अपनी छायाका सुख दे रहा है । उनका 
पूग जीवन इस प्रकारकी घटनाओंसे भरा है । तोपों 

और बन्दूर्कोकी अजख बौछारमें विशाल अश्वपर आरूढ 
उनका छः फीट ऊँचा शरीर बराबर नाचता रहता था । 
परंदु जीवनमरमें उन्हें केवळ एक गोली लगी थी, जिससे 
उनके सोनेकी जंजीरबाली घड़ी जंजीर कट जानेके कारण 


तार विजय 2 ७ डेळवियाके विजयमें मिलता है । ले क | 


~ हँ 


जु 


~ जायगी । साम्बर और पेरिसके बीचमै कोई 


ॐ इश्वर-कृपाका प्रत्यक्ष उदाहरण % 





४३९ 


आआआ 


खो गयी थी । उस घटनाके अस्सी वर्ष पश्चात्‌ वह मिली 
और आज संयुक्त राष्ट्रके संग्रहालयकी शोमा बढ़ा रही है! 


८२) 
हमारे पुराणोंमें वर्णित थोड़ी-सी अति प्राकृतताको भी 
आजकल कपोल-कल्पित (गल्प) कह देनेका फैशन-सा हो गया है 
परंतु विश्वके इतिहासमै आजसे केवल ४२ वर्ष पूर्व एक ऐसी 
घटना घटी) जिसके सम्मुख सारी पौराणिक कहानियाँ 
प्राकृतताके निकटतर चली आती हैं । 
सन्‌ १९१६ में साम्ब्ररतटके युद्धमें जर्मन-सेनाने 
सित्रसेनाको इस भीषण रूपसे कुचल दिया कि ३६ मीलकी 
लम्बाईमै केवल दो सहस्न योद्धा बच सके । बची हुई 
फ्रांसीसी सेनाको निश्चय हो गया कि अब 
जर्मन-सेना धड़धड़ाती हुई पेरिसतक चली 


भी मित्रसेना जर्मनोंका सामना करनेके लिये 
शेष न थी । अपनी मातृभूमिकी राजधानीकी 
इस अनाथ परिस्थितिकी कल्पनासे फ्रांसीसियोंका 
हृदय विदीर्ण होने लगा । 

जब भगवानको कोई कृपा प्रकट करनी 
होती है तो वे उस कृपाके आश्रयका मन 
स्वयं अपनी ओर खींच लेते दै । 

(६) 

जो लोग यह कहते हैं कि केवळ भगवानका स्मरण 
करनेसे स्थूल प्रकृतिमे केसे परिवर्तन हो जायगा, वे यह नहीं 
जानते कि परिवर्तनकी क्रिया तो बहुत पहलेसे ही प्रारम्भ हो 
चुकी रहती है । प्रार्थना तो केवळ भक्तके हृदयमें 
भगवदिच्छाकी प्रत्याबृत्तिमात्र होती है । जब कमी भी 
बिपत्तिकालमे भगवानकी अनुकम्पा प्राप्त करनेकी अभिलाषा 
मनमै उत्पन्न हो, तब जान लेना चाहिये कि भगवानकी तरफसे 
विपत्ति-निवारणकी योजना बन रही है । ज्यों-ज्यों उनकी 
योजना प्रौढ़ होती है; योयो हमारी श्रद्धा और विश्वास भी 
तीब्रतर होता चलता है । अतः विपत्तिनिबारण हमारी 


प्राथेनाका फल नहीं होता, बल्कि हमारी प्रार्थना ही 
सफलताका चिह्न होती है । 


फ्रोसीसी सेनापतिके हृदयमे उस अन्धकारके समय 
भगवत्‌-कृपाकी ओर आकर्षण उत्पन्न हुआ । वह अपनी 
समस्त सेनाके साथ अजख अश्रुधारा बहाते हुए अत्यन्त 
दीनताके साथ प्रार्थना करने लगा । 'हे महात्मा माइकेल ! 
तुम फ्रांसके अधिष्ठाता संत हो ! तुमने सदा इसकी रक्षा की 
है | आज इस निराश्रित अवस्थामै इसकी रक्षा करो !? 


सेना अपना व्यूह भूछ गयी । योद्धा अपना तन-मन- 
मोजन-विश्राम समी कुछ भूल गये । रातभर वे रोतेरोते प्रार्थना 
करते रहे ! प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्यकी आमामें . 
पश्चिम दिशामै आकाश धूलिधूसरित दिखायी पड़ने लगा | 
प्रातःकाळकी हैरण्य आमामै एक विशाल घुड्सवार वाहिनीके 





हिरस्माणोके शिखर चमचमाते हुए दिखायी पड़ने लगे | इस 
आती हुई सेनाको जर्मनोंने भी देखा और फ्रांसीसियोंने भी | 


जर्मन सेनापतिका दिल दहल गया । उसने सोचा कि 
मित्रसेनाने पीछे हटकर केवल जाल किया है । उनकी 
वास्तविक सेना पीछेसे आ रही है । फ्रांसीसियोंने तो यही 
सोचा कि महात्मा माइकेल अपने सवारोके साथ आ रहे 
हैं। तीन दिनके पश्चात्‌ मित्रोंकी नयी कुमक आ गयी और 
जर्मन-सेना फिर कभी भी साम्बर नदी पार न कर सकी | 


इस घटनाको कोई पौराणिक गप्प नहीं कह सकता । 
इसके प्रत्यक्ष द्रष्टा अभी लाखोंकी संख्यामें जीवित हैं। 


-- -र्ज्*&><चा--- 





# मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका # 


ः 





सब इश्वरकी आँखोंके सामने ! 


मनुष्य ईश्वरकी सत्ता मान ले और यह समझ ले कि ईश्वर सथेव्यापी, 
अन्तर्यामी है तो वह कभी छिपकर पाप नहीं कर सकता | मनमें भी पापकी 
भावना नहीं ला सकता, पर वह तो मानता है कि यहाँ कौन देखता है; किसको 
पता है कि मैं क्या कर रहा हुँ | बस, कानूनमें न फंसा, या कानूनमें फाँसनेवालोंको 
कौराळसे, कीमतसे फँसा लिया, तो फिर क्या डर है | चोर, डकैत, ठग, हत्यारे, 
व्यभिचारी, मिलावट करनेवाले, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर---सब यही समझते हैं । पर 
शश्वरकी आँख ऐसी विलक्षण है कि वह सदा, सर्वत्र सबके गुप्त-से-गुप्त कार्योको 
देखती रहती है । ऐसा कोई है ही नहीं, जो उनकी सर्वत्र स्थित आँखोंसे बचकर 
कहीँ कुछ भी कर सके । वे प्रत्येक जीवकी प्रत्येक शारीरिक या मानसिक क्रियाको, 
चेष्टाको, विचारको सतत देखती रहती है और ईश्वर उसके कर्मानुसार फलदानकी सदा 
व्यवस्था करता रहता है । 


सब . जग छाया, सदा समाया, नहीं कभी कुछ कहता है। 

पर, वाहर-भीतर सब कुछको सदा देखता रहता हे॥ 

उसकी आँखें नहीं देखती ऐसा कोई काम नहीं। 

जब न जहाँ हो, जगमें ऐसा कोई वक्त मुकाम नहीँ ॥ 
परंतु ऐसा असुर-मानव कहता है--- 


आज मिला यह मुझको कल वह मेरा पूरा होगा काम। 

यह धन मेरा है, फिर वह भी मेरा ही होगा धन धाम ॥ 

इस रिपुको है मारा मैने, कल लूँगा औरोंके प्रान। 

मै ही ईश्वर, में ही भोगी, में ही सिद्ध सुखी बलवान ॥ 

वुद्धिकशळ जन-नेता मैं हूँ, मेरे सदश कौन स्वच्छन्द्‌ । 
x x x x 


x 


इस चित्रमें देखिये- कोई हत्या कर. रहा है, कोई डाका डाळ रहा है, 


कोई व्यभिचार कर रहे हैं, कोई सेंध लगा रहा है, कोई रिश्वत ले-दे रहे: 
हैं, कोई असलमे नकल चीजोंकी मिठावट कर रहे है और कोई हिंसा कर रहे 


हैं । सब अपने-अपने कार्यमें संलग्न हैं, मानो उन्हें कोई देख है 
८ 7 ही नहीं रहा है; 
परंतु ईश्वरकी आँखें सदा सावधानीसे सब ओरसे ` कामोंको 
देख रही हैं | ह | छ सन कामको सदा 


"न्याय टा याया व्र 2 ® 


"9985 अ र 98 


कल्याण ननज 


त्र 











६ सब पाप भगवानूकी आँखाके सामने 








hf 


पापका' पारणाम 


पशुयोनि 








ॐ पापञ्चा परिणाम १ 


_--““चतव्त्न्फ्प्प्क्क्नच्न्प्प्य्य्य्््य्य्य््य्य््य्य्््य्््् 








पापका परिणाम 


पशु-योनि 


बैसे ही पशुयोनि प्राप्त हुई--रजोगुण-तमोगुण प्रधान 


67 ~ ~ ~ ~ 
' पश्ुयोनि। क्षुधासे व्याकुल, आहारके लिये सतत चिन्तित) 


प्राण-रक्षाके लिये सदा साडू; पशु-पक्षी और यह भी तब जब 
जंगलका स्वतन्त्र जीवन प्राप्त हो जाय । कितनोंकों यह 
सौभाग्य मिलता था १ 

पालित पशु--सम्पूर्ण पराधीन जीवन और आपने देखा 
है सर्वाङ्ग गलित इवानका शरीर ? क्षीण देह्‌, जजर, हाँफते, 
निकलेसे पड़ते नेत्र और भारी भारसे लदी ब्रेल या मेंसागाड़ीमे 
जुते ब्रेळ या मैंसे, दुपहरकी भीषण धूप कहीं छाया-पानी 
नहीं, विश्राम नहीं, ऊपरसे पड़ती सड़ासड़ लाठियाँ । भजन 
बिनु बैल बिराने हैद्दो |! 

भारसे छदा दुर्बल य्टट्ू, खच्चर या गधा--चला जाता 
नहीं, पीठपर घावसे रक्त आता है, मुखसे फेन गिरता है 
और चलना है--डंडे पड़ते हैं ऊपरसे । 


\_ 


मनुष्य ! यह तू है । तेरी यह दुर्गति है । तेरे पाप-कर्मोने 
तुझे यहाँ पशुयोनिमै पटककर यह दुःख दिया है ! यदि तू 
सम्हलता नहीं--कल तू होगा इसी स्थानपर । 


नरकन्यन्त्रणा 
शरीर टुकड़े-टुकड़े काटा जाता दै; अभिमे या खोलते 
कड़ाददमे भूना जाता है; किंतु न मूर्छा और न मृत्यु । 
देहके कटनेकी, भस्म होनेकी वेदना होती हे-- होती 
रहती है सहख-सहसख वर्ष, किंतु नरकका देह तो “यातना- 
देह? है--वह कटकर भी कटता नहीं | जलकर भी जलता 
नहीं । वह तो वेदनाके असीम भोगके लिये ही है। 


पृथ्बीपर किसी देहमै एक सीमातक कष्ट मिलनेपर मृत्यु 
हो जाती है) किंतु पाप दारुण हो दीर्घकालतक दण्डकी 
वेदना भोगनेके लिये ही तो यमलीक- नरककी स्थिति हे 

हिंख पशु नोचते हैं, पर्वतसे गिराया जाता है--सर्वाज्ञ 
कपड़ेके समान सिया जाता है- सहखसहख वर्ष यातनाका 
यह क्रम अविश्राम चलता है | क्रन्दन-चीत्कारदारुण वेद्ना-- 
नरकमै और क्या होगा ! 


मा० भं भषिठाल 








पापे प्रवृत्त मानव | क्या कर रहा है तू १ अपनेक्रो 
नरकसे बचाना है तो पापके पथसे दूर रहना है तुझे । 


रोग 


इस लोकें ही क्या कम दुःख हैं । ये रोग--ओप्रधियो- 
के अपार आविष्कार भी इन्हें रोक लेंगे! मनुष्यके पापका 
परिणाम दुःख--पापका पथ मनुष्य जवतक न छोड़ दे 
उसके बीज उत्पन्न तो होंगे ही । 


यह हैजा और प्लेग, यह क्षय और कुष्ठ, मदामारियोंकी 
संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है । बेरी बेरी, मस्तिप्क-शोथ) 
गइनतो इ ज्वर) पीला बुखार) कैंसर-नये-नये रोग उत्पन्न होते जा 
रहे हैं । मनुष्य जब पापके नये-नये ढंग पकडता जा रहा दै 
पापकी वृद्धि होगी तो रोगकी बृद्धिको कौन रोक लेगा ! 


ज्वर, खुजली, बवासीर, दमा, हुनुस्तम्भ धनुष्टंकार) 
नहरुआ और फोड़े- परम्परागत रोगोंकी संख्या ही कहाँ 
कम है । कौनसा अङ्ग है जो रुण न होता हो और रोग 
कोई हो पीड़ा तो वह देता ही है । मनुष्यके पापकर्मोके 
कल हैं ये-रोग । सुख चाहिये तो सत्कर्ममें लगना ही एक- 
मात्र मार्ग है । 


दारिद्रय 


सब रोगोंका महारोग निर्धनता । प्राणप्रिय शिक्षु मरणा- 
सन्न है और ओषधिको दाम नहीं । घरमे कई-कई दिनका 
उपवास; किंठु भोजन कहाँसे आये--काम नहीं मिळता कहीं | 

शरीरपर वस्त्र नहीं, पेटमें अन्न नहीं, रहनेको सिर 
छिपानेको फूसकी भी छाया नहीं--दरिद्रताका अभिशाप । 
र्द दरिद्रसम दुख जग माही? और यह बारबार अकाल-- 
अतिवृष्टिअनावृष्टि, बाढ़ तथा टिड्ियॉ- पशुओं तथा पौधोंके 
रोग--दरिद्रता बढ़ती जा रही है, बेकारी बढ़ रही है| 
तरकारके सब प्रयत्नोके होते बढ़ रही है यह विपत्ति ! 


पाप बढ़ रहा है | असंतोष बढ़ रहा है | असंयम बढ़ 
रहा है । तब सुख, शान्ति, समृद्धि तो बढ़ नहीं सकती । 
पापकी वृद्धिके साथ तो दुःख) रोग) दरिद्रता ही बढ़ेंगे । 


४४२ > 


# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


मानवताका आदरा 


( केखक-_श्रीमद्दावीरप्रसादजी 'प्रेमी? ) 


मानव संस्कृति; सभ्यता और प्रगतिका इतिहास हमें 
यह बतलाता है कि पारस्परिक सहयोगकी भावनाके बिल्कुल 
साथ-साथ एक और भावना भी प्रायः मानवमै रही है । 
आज भी वह विद्यमान है ओर ऐसा लगता है कि जब- 
तक मानव-मानवके बीच भेद-भाव और अविश्वास बना रहेगा, 
तबतक किंसी-न-किसी रूपमै वह भविष्यमे भी रहेगी। यह 
दूसरी भावना सहयोगक्रे विपरोत असहयोग और युद्धकी 
या संघर्पकी भावना है । तो फिर मानवमे वस्तुतः 
सहयोग तथा संघर्ष, शान्ति और युद्ध एवं सामाजिक और 
असामाजिक दोनों ही भाव देखनेको मिलते हैं; परंतु 
इसपर भी हम मानवको एक सामाजिक प्राणी ही कहते हैं । 
ऐसा क्यों १ इसका कारण यह है कि मानवकी मानवता 
उसके सहयोग, शान्ति और प्रेममावमै ही संनिहित है । 
जिस सीमातक मानवमै इन भावोंका अभाव है और विपरीत 
भावोंका प्रभाव है, उस सीमातक उसमें मानवताके 
तत््वकी कमी और पशुताके तत्वका अस्तित्व है । अमी 
मानवमे मानवताका विकास नहीं हुआ । पशुसे वह अवश्य 
भिन्न एवं अधिक विकसित प्राणी है, किंतु मानवके विकास- 
की चरम सीमापर वह नहीं पहुँच पाया है । वह मार्ग 
अभी उसे तय करना है और उस मार्गकी दिशा है- यथार्थ 
मानवता, अहिंसा, सत्य और प्रेमपर आधारित सह-अस्तित्व 
या सहयोग और गान्तिकी भावना या सामाजिकता ॥ ओर 
यतः मानव और उसकी सम्यताकी प्रगति इसीमें है कि वह 
असहयोगसे सहयोग, युद्धसे शान्ति और असामाजिकतासे 
सामाजिकताकी ओर उत्तरोत्तर विक्रास करे, इसीलिये उसे 
सामाजिक प्राणी कहा गया है | 
मानवको जीवन) समाज और शेष सृष्टिके प्रति न्यायो- 
चित दृष्टिकोण देनेभे सत्रसे बड़ा साधन सुशिक्षा ही है। 
समुचित शिक्षाके बिना जीवन एकाङ्गी, अपूर्ण) असंस्कृत 
रह जाता है । मानव अपनी विशेष दक्तियों, भावनाऔंका, 
विकासकी सम्भावना ओंका ज्ञान सत्‌-शिक्षासे ही प्राप्त कर सकता 
है । इसके लिये वर्तमान शिक्षा-प्रणालीसे मिन्न कोई विशिष्ट 
प्रणाली अपनानी होगी तथा शिक्षाके कुछ निर्दिष्ट विषय होंगे | 
इन शिक्षण-संस्याओँमें और सार्वजनिक समारोहाँमे सभी 
प्रकास्के विभेदो साम्प्रदायिकता और प्रादेशिक संकीर्णताको 


मिटाकर परस्पर सहयोग; भाईचारे; परस्पर सहानु- 
भूतिं एवं केवल एक ही मानवधर्म, विश्वधर्म और एक ही 
मानववादका प्रचार-प्रसार करना होगा । यदि हम चाहते ।क्‍ 
हैं कि मानवकी शिक्षा और ज्ञान-विज्ञानका समाजके हित 
उपयोग हो तो हमें अपनी शिक्षा और ज्ञान-विज्ञान 
प्रात योग्यता या शक्तिपर सच्चे हृदयसे उत्पन्न होनेवाठे 


आत्म-संयमका अनुशासन तथा नियन्त्रण कायम करना 
होगा । तभी हमारी शक्ति हमारे कल्याणका काण > 


बन सकेगी, अन्यथा--जैसा कि हमारे समाजका ढाँचा 
आज विकृत हो रहा है--वह हमारे विनाशका कारण होगी | 
इसलिये मानव और उसकी सभ्यता-संस्कृति या प्रगति- 
की सही दिशा वह नहीं है, जिसमें आज हम रह 
रहे हैं । हमारी प्रगतिकी सही दिशा यह है कि हम जीवन- 
का लक्ष्य आवश्यकताओंको बढ़ाने, उनको पूरा करनेके / 
लिये प्रपञ्न-माया फैलाने, उनसे उत्पन्न जीवनकी पेचीद- 
गियों और संत्र्षको बढ़ाने और फिर उसे रोकनेके लिमे 
किये जानेवाले प्रयत्नोमें न देखें | मानवके मानसकी नैतिक 
और आध्यात्मिक प्रृत्तियोंके सर्वोच्च विकासकी वह स्थिति है 
जहाँ 'बैर न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई |! | 
या “वसुधैव कुटुम्बकम्‌? के साथ ही सुख, शान्ति और प्रेममा £ 
उदय हो अथवा यों कहें कि 'सत्‌-चित्‌-आनन्द ( सच्चिदा- 
नन्द )' की अनुभूति हो--यही हमारी प्रगतिकी सही दिशा है | 
नेतिक विकास, मानसिक दृष्टिकोणमें परिवर्तन या 
आध्यात्मिक उन्नतिका अर्थ क्या है ! संक्षेपमै नैतिक विकास 
या आध्यात्मिक उन्नतिका अर्थ है--“मानवता? को एकता | 
का अनुभव | अर्थात्‌ जिस तरह हमारे कुटुम्बमे एकको दुः । 
होनेसे हमें भी दुःख होता है, एकको सुख होनेसे हमें “| 
भी सुख होता है) उसी प्रकार मानव-समाजमें किसीको भी | 
दुःख हो तो हमें भी दुःख हो, क्रिसीको सुख हो तो 
हमें भी सुख हो। आजकल हमारी भावना एक परिवार 
अंदर ही सीमित है; पर उसकी सीमा परिवार न दो 
समाज हो । इस एकताकी भावनाके विकासको ही हम 
नेतिक विकास या आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं। इस एकता 
यी आवश्यकताका जब समस्त देशोके लोग अनुभव 
करेगे, तमी मामव समाजमें राजनीतिक और आर्थिक झोषण 


Poet | 


# सबको प्यार करो ! % 





2--::“_““व्््च्च्च्क्क्क्च्क्च्क्च्च्च्््््््् च्च 


का अन्त होगा । तभी लोग परिश्रमके महत्त्वको समझेंगे । 
तमी सुस्त मानवकी चेतना जगेगी अथवा यथार्थ जाग्रति 
उत्पन्न होगी और अन्याय एवं अत्याचारका सर्वथा अन्त 
होगा । 


यही एकताकी भावना, जिसे हम आध्यात्मिक उन्नति 
कहते हैं, विश्व-संस्कृति या विश्वकी एकताकी ओर छे जायगी । 
तब किसी भी संस्कृतिके ऊँचे आदर्श ओर विचार समस्त 
धमानवताके आदर्श? और विचार होंगे । विश्व-संस्कृतिका 
अर्थ है--संस्कृतिके ऐसे राजनीतिक आदर्श, आर्थिक, 
सामाजिक तथा नेतिक आद, जिनसे मानवताका जीवन 
सुखमय हो, विश्वमै शान्तिकी स्थापना हो, उन्हींकी हम 
“विश्व-संस्कृति? कहते हैं । शान्तिकी स्थापनाके लिये हमें 
सर्वप्रथम अपने आपमें सुधार लाना होगा, अपने विचारों- 
में कुछ परिवर्तन करना होगा, अपने हृदयको सहानुभूति- 
पूर्ण, निर्मल) संतुलित, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाके 
अनुकूल बनाना होगा । तभी हम धनलोटपता, शोषण; 
भ्रष्टाचार, भौतिकवाद एवं उपनिवेशवाद-जैसे पेशाचिक 
विचारोंका अन्त कर सकेंगे । 


निःशस्ज्रीकरण शान्ति-स्थापनाके लिये आवश्यक दै, 
उससे मी आवश्यक है नैतिक पुनःशस्जीकरण ( नेतिकता- 
को अपनाना ) | इसके लिये मौखिक उपदेश ही पर्याप्त 
नहीं हो सकता, राष्ट्रके कर्णधारोको अपने आचरणसे ऐसा 
उदाहरण छोगोंके सम्मुख प्रस्तुत करना होगा । ऐसा होने- 
से निःशस्त्रीकरण आप-से-आप हो जायगा । सम्राट अशोक-- 
देश-विदेशकी विजय करनेबाला अपनी तलवारके जोरपर 
बृहत्तर भारतको थरनिवाला अशोक आप-से-आप ही 
धर्मप्रतापी एवं प्रियदर्शी अशोक हो गया था, जिस क्षण 
उसने नैतिक बल प्राप्त किया । 

आज आइंसटीन और रसेळजैसे बड़े विचारकॉने 
हमारे सम्मुख दो विकल्प रखें हैं--एक सह-अस्तित्व और 
दूसरा अनस्तित्व | यह हमपर निर्भर करता है कि हम दोनोंमें- 
से किसे अपनाना चाहते हैं। इन दो विकल्पोंके लिये दो 
अलग-अलग मार्ग है--“बुद् शरणं गच्छामि’ और 'युद्धं शरणं 
गच्छासि ।' निश्चय ही हम प्रथम विकल्पको अपनाना 
चाहेंगे और उसके ल्यि हमें पहला रास्ता ही अपनाना 
होगा; क्योंकि यही यथार्थमे “मानवता?के आदर्शके अनुकूल) 
शान्तिका पथ और युग-धर्मकी माँग है । 


—s 


सबको प्यार करो ! 


त्याग, द्या, ममताले पावन यह संसार करो ! 


बंधनमे 


सबको प्यार करो !! 


उलझै अलियासे, 


शुलापर हँसती कलियाँसे, 
गंधभरी स्वप्तिल गियाँसेश"””” `; 


प्रकृति-नटीके प्रति निज मनमै मंजुळ भाव भरो । 


मानवके चिर पीड़ित मनको' 
तनको, यौवनको जीवनको 
जगकी व्यापकता, जन-जनका? 


अपने विविध खरूप समझ कर अंगीकार करो ! 
सबको प्यार करो !! 





सबको प्यार करो !! 
उसको जो पगमे गति देता” 


वर देता शापाँको लेता; 
मूक भाग्यकी नौका खेता, 


उसके चरणोपर अरद्धाके मनहर सुमन धरो! 


प्यार करो |! 
विद्यावती मिश्र 


सबको 


४४४ 


मानवतामें लोकतन्त्र ओर भारतीय राजतन्त्र 


$ मानव वही जो! खाथे तज होता पथिक परमार्थका # 





( ळेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


भारतीय ज्योतिष-सिद्धान्तके अनुसार यह सृष्टि प्रायः दो 
अरब वर्ष पूर्व हुई थी । यों तो भारतीय सिद्धान्तानुसार 
सप्ताह, पक्ष, मास) ऋतु॒की तरह कल्प भी आते-जाते हैं ओर 
उस कल्पको भी सुष्टिकती ब्रह्माका एक दिन माना जाता है । इस 
तरह तीस कल्प उनके तीस दिन (एक मास ) ही हैं | इस 
विशाल कालकी परम्परामै भारतमै कभी लोकतन्त्र न आया 
हो, ऐसी बात नहीं हो सकती । डाक्टर काशीप्रसाद जायस- 
वालने अपनी पुस्तक 310५ 7०1६४; ( हिंदू-राजतन्त्र )मै 
बड़े समारोहसे सिद्ध किया है कि पहले भारतमै लोकतनत्र- 
की प्रथा थी । उनके मतानुसार गौतमबुद्धने बोद्धसंघके 
संघटनमै उसीका अनुसरण किया था । डॉक्टर भांडारकरने 
भी ऐसा ही माना है।सं० १६९९ की अभिज्ञानशाकुन्तल? 
की एक हस्तलिखित प्रतिमै विक्रमादित्यको भी “गणशत- 
परिवर्तेः* आदि इलोकसे गणराष्ट्रका अध्यक्ष माना है '(कालिदास- 
ग्रन्थावळी, भाग २, पृष्ठ ११ ) | कुल्तन्त्र, गणतन्त्र आदि- 
का कौटल्यने भी अपने अर्थशास्त्रमै वर्णन किया है | डॉक्टर 
जायसवालने तो कौटल्यके तथा कतिपय वेदिक उद्धरणौसे 
यहॉतक सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन भारतमें आज-जैसी 
लोकसभा तथा राज्यसभाएँ भी थीं । महामारत-दान्तिपर्व- 
में भी गणतन्त्र, लोकतन्त्र आदिका उल्लेख है | शान्तिपर्व 
१७४ । ४ में “यथा यथा च पर्येति लोकतन्त्रम्‌? यह वचन स्पष्ट 
रूपसे आया है । महाभारत) वनपर्व ( १५९ | १ कुम्भकोणम्‌ 
संस्करण )मे मी लोकतन्त्रका उल्लेख है | पातञ्जल महाभाष्य 
(७ । ३ । ४५) “जैन अनुयोगद्वारसूत्र?, ‹बात्स्यायनकाम- 
सत्र! (१ ।२। २८), 'बडदशनसमुच्चय?, धयशस्तिलकचम्पूर 
आदि ग्रन्थोम “लोकायत? नामके एक मतका ही उल्लेख दै । 
पण्डित गणपति शास्त्रीने कोटलीय अर्थशास्त्रके “सांख्य योगो 
ळोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी' (१। २।१० ) इस सूत्रके “लोकायतः 
शब्दकी टीकामें लिखा है-*ब्रह्मगाग्यप्रणीत लोकायतशास्त्रमः | 
“कल्याण? हिंदूसंस्कृतिअङ्कके 'आर्यवाङमय' शीर्षक 
लेखमें श्रीमगवद्दत्तजी वेदालंकारने इस “लोकायतशास्त्र'पर 
अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है-प्रतीत होता है 
कि यह लोकायत-गास्त्र शुद्ध राजनीति विषयक शास्त्र 


उत्तरकालमे यह नास्तिकशास्त्र कहा जाने ल्गा र 
कुछ लोग “महामारत!के--- 


स्त्र्था। 


“न वे राज्यं न राजाऽऽसी्न दण्डो न च दाण्डिक: | 
धर्मेणेव प्रजाः स्वा रक्षन्ति स्स परस्परसू ॥ 
--इस बचन तथा-- ° 
आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः । 
कृतक्कत्या प्रजा जात्या तस्मात्‌ कृतयुगं विदुः ॥ 
(भागवत ११ । १७। १०) 
ना आदि वचनोंसे वर्गहीन लोकतन्त्रकी स्थिति समझते हैं। 
पर जो हो, यह बहुत दिनतक चल नहीं सका । महामारतमें 
स्थान-स्थानपर कुलतन्त्र तथा गणतन्त्र आदिकी कमजोरियाँ 
दिखलायी गयी हैं । कोटल्यने भी इनके दोष दिखाये दै 
मनुने तो इनका अन्न खाना भी पाप बतलाया है । 
मद्रास-प्रान्तके उत्तर मल्ळूर आममें एक शिलालेख 
मिला है,जिसमें आम-सभाओंके निर्वाचनकी भी विधि बतलायी 
गयी है । उसके आधारपर कहा जाता है कि प्राचीन काले 
भारतमै आधुनिक ढंगकी निर्वाचन-प्रथा भी थी । ( (सिद्धान्त! 
वर्ष ८। ३९ ) । बौद्ध संघोंमे भी मत देनेकी प्रथाका उल्लेख 
आया है । उनका विवरण बौद्ध-ग्रन्थोंमे मिलता है । उन 
दिनों मत देनेको छन्द कहते थे। जिस टिकटपर यह मत दिया 
जाता था; उसे शलाका कहा जाता था । इन्हें एक पेटीमै 
रखा जाता था। उन्हे कोई योग्य निष्पक्ष मिक्षु उठाता 
था ( हिंदू राजतन्त्र ) | किंतु समय तथा धनके अपव्यय एवं 
बौद्धिक योग्यताके अनादरके कारण तथा अन्य कई दोषोके 
कारण यह भी बहुत आकर्षक न बन सका और बुद्विमानों- 
ने इसकी भी उपेक्षा कर दी | 
इतना ही नहीं, लोकतन्त्रकी आधुनिक राजनीतिशेते _ 
भी कटु आलोचना की है । संयुक्तराष्ट्र, अमेरिकाके राष्ट्रपति 
ठिंकनने लोकतन्त्रकी परिभाषा की थी--“जनताके ल्यि 


जनताके द्वारा जनताका = दारा जनताका शासन” पर प्रसिद्ध राजनीतिशोने 


१-गणानां च कुलानां च राशां भरतसत्तम । 
र ७ ७ 
वरसंदीपनावेती  लोभामषो 
= सत्यादि 
२, 


नराधिप ॥ 

( शान्तिपव १०७ । १० से ३२ तक ) 
अर्थशास्त्र, अधिकरण १ अध्याय ११ । 
३.गणान्नं गणिकान्नं च विदुषा च जुगुप्सितम्‌ । 

(मनु ० ४ । २० ९) 


; 


4 
॥ 


| 
¢ 
। 
) 
| 
| 


>. 


% मानवतासै होकतन्त्र और भारतीय राजतन्त्र * 


“जनताद्वारा? शासनको सर्वथा व्यवहारसे परेकी बात बतलायी | 
(स्फियर' नामक लंदनके प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रके ७ अप्रेळ 
१९४५के अङ्कमै श्रीजाँन गोरने लिखा था कि “लोकः 
तन्त्र राजनीतिजों तथा नेताओंकी जबानपर सदा ही रहता है? 
पर बहुत दिर्नेसि सचेष्ट रहकर भी मैं इसे नहीं समझ सका | 
ब्रिटेनके प्रतिनिधि-शासनमें भी “जनताद्वारा शासन! सम्भव 
नहीं हो सका । प्रतिनिधि-शासन! तो एक चाळ है, जिसके 
द्वारा चार करोड़ जनताका शासन कुछ व्यक्तियोंके हाथमे 
सौंप दिया जाता है । वास्तवर्मे सभी शासन थोड़ेसे ही 
व्यक्तियाद्वारा होते हैं | किसी बातपर विचार करनेके लिये 
बीस आदमियोंकी एक कमरेमै बैठा दीजिये, घंटे भर बाद ही 
उसमें दो या एक आदमी अग्रणी बन जायगा ।  'चुनावोंमे 
निर्वाचकोंसे मत माँगा जाता है, समाएँ होती हैं) विज्ञापन 
छपते हैं, नोटिसें बँटती हैं; परंतु निर्वाचककी इच्छा कुल 
दो-तीन उम्मेदवारोतक ही, जिनके नाम उसके सामने 
रखे जाते हैं, सीमित रहती है । प्रायः उनमेंसे किसीसे भी 
उसका मत नहीँ मिलता, पर विवश होकर उन्‍्हींमेसे किसी 
एकको उसे अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ता है । '" ' हमारे 
राजनीतिक विकासमे अभी वह समय नहीं आया, जब 
लोकतन्त्र ब्यवद्दारमे सफळ हो सके । वह समय कभी 
आयेगा? इसमें मी संदेह दै; क्योंकि जबतक मनुष्य शिक्षा 
तथा विकासद्वारा देव न बन जाय और वैज्ञानिक कोई ऐसी 
युक्ति न निकाल लें, जिसके द्वारा वर्तमान प्रतिनिधि-शासन- 
यन्त्रकी गति अति तीव्र हो सके, इसमे सफलताकी तनिक भी 
सम्भावना नहीं है । हमें छलछझ छोड़कर सत्यको स्वीकार 
करना चाहिये। “लोकतन्त्र शब्दको त्यागकर हमें इस 
बातका प्रयत्न करना चाहिये कि शासन योग्यतम व्यक्तियोंके हाथर्म 
रहे । लोकतन्त्र कहे जानेवाले राष्ट्रोमे ब्रिटेन सबसे अधिक 
दूसरोंकी आँखोमे धूल झोंक रहा है । शासन केवळ इने-गिने 
लोगोंका ही है, पर डींग हॉकी जाती है “लोकतन्त्र की | 
निस्संदेह यह सर्वसाधारणको धोखा देना है |?” यह अनुभव 
है, वहॉके एक विचारशील विद्वानकाः जहाँ दीर्घकालसे 
“लोकतन्त्र? का प्रयोग चल रहा है । 

कहते हैं कि “लोकतन्त्र? को सबसे अधिक उत्तेजना देनेवाला 
फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ( 1२०५५५९०६५ ) हुआ है। पर उसने 
भी इसके दोषोंको छिपाया नहीं। उसने १७६२ मै एक पुस्तक 
लिखी “सोशल कन्द्रक्ट' ( 80०81 Contract )। उसमें वह्‌ 
लिखता है “रचा लोकतन्त्र न तो कभी रहा है और न होगा । 





थोड़ेपर बहुत-से लोग शासन करें, यह सर्वथा असम्भव है; यह 
तो मनुष्य-स्वभावके ही प्रतिकूल है ।? वही एक दूसरी जगह 
लिखता है कि 'ब्रिटेनकी प्रजा केवल निर्वाचन-कालमें ही खतन्त्र 
होती है, बादमै तो वह दास ही बन जाती है । ब्रिटेनके भूतपूर्व 
प्रधान सचिव लायड जार्जने मी अपनी पुस्तक “युद्धकी स्मृतियाँ' 
( War Memories) के तीसरे जिल्दर्मे लिखा है कि 
“शासन “डिक्टेट' के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । यदि ऐसा 
नहीं तो वह शासन ही नहीं है--जितने आदमी उतने ही 
दिमाग, जितने दिमाग उतनी ही बातें; जितनी बतकही उतनी 
ही गड़बड़ और जितनी गड़बड़ उतनी ही देर ।? 

एक दूसरे निष्पक्ष विद्वानका कहना है कि “वस्तुतः 
“जनतन्त्र' शब्द केवल जनताको धोखा देनेके लिये गढ़ा गया 
है । व्यवहारतः कोई एक दल या एक व्यक्ति ही, जो अपने- 
को जनताका प्रतिनिधि बतलाता है? शासन करता हे 
समानताका अर्थ है- “सब धान बाइस पसेरी? | इसके अनुसार 
एक महामहोपाध्याय? महातारकिक एवं एक महामूखंके मतः 





का एक ही ही मूल्य है । इस तरहकी समानता हो जानेपर 


जिस ओर बहुमत हो, वही ठीक है । इसका अर्थ यह हुआ 
कि .एक हजार मुखाँके मतके सामने पाँच बुद्धिमानों- 








के मतका कोई महत्त्व नहीं | यहद कितना भयंकर सिद्धान्त 
है [१ ( सिद्धान्त वर्ष ७, अङ्क ४८ ) | 

सुप्रसिद्ध राजनीतिश जॉन स्टुअर्ट मिल ( १८०६-७३ )) 
स्वतन्त्रताका इतना बड़ा भक्त था कि सनकियोंको भी स्वतन्त्रता 
देना चाहता था | पर वह भी अपनी पुस्तक स्वतन्त्रता 
(1.1७०7४४ ) में लिखता है कि “निर्वाचनभें सबका समानाधिकार 
नहीं मिलना चाहिये । मूर्खके मतसे विद्वानके मतका मूल्य 
अधिक है; अतः एक पूर्ण शिक्षितको कम-से-कम चार) उससे 
कम शिक्षितको तीन; उससे कमको दो और अत्यन्त साधारण 
पठितको एक मत प्रदान करनेका अधिकार होना चाहिये । 
काशी हिंदू विश्वविद्यालयके राजनीतिके अध्यापक डाक्टर 
गणेशप्रसाद उनियाळ, जिनकी स्वर्गीय नरेन्द्रदेवजीने मी 
बड़ी प्रशंसा की है, अपनी पुस्तक “राजनीतिक विचारधारा? 
के पृष्ठ ४३३ पर लिखते हैं कि “आधुनिक जनतन्त्रमै कई दल 
निर्वाचनमे कभी-कभी रुपया पानीकी तरह बहाते हैं | राज- 
नीतिक दृष्टिसे पिछड़ी हुई जनताको कई प्रकारके प्रलोभन 
दिये जाते हैं । स्वभावतः यह प्रथा स्वतन्त्र निर्वाचन एवं 
जनतन्त्रके लिये घातक दै । कुछ देशोंमे सरकारद्वारा निर्वो- 
चन-व्यय तथा प्रचारपर नियन्त्रण रखा जाता है, पर यह 


४४६ 





नियन्त्रण विशेष सफल नहीं प्रतीत होता ।? “ऐसी परिखिति- 
मै प्रतिनिधि-शासन सारहीन ही नहीं, वरं कभी-कभी 
अयोग्य व्यक्तियोंका सम्प्रदाय बन जाताहे ।! (वही ए० ४४२) | 
पर ये सब तो साधारण बातें हुई । लोकतन्त्रमै जो सबसे 
बड़ा भयंकर दोष है, वह यह है कि कोई भी सुयोग्य 
सज्जन स्वयं चुनावके लिये खड़ा ही नहीं _सज्जन स्वयं चुनावके लिये खड़ा ही नहीं हो सकता; वह 
अपने मुँह अपनी प्रशंसा करे और स्वयं अपने लिये वोट 
मांगे तथा दूसरोंकी निन्दा करे, यह सम्भव नहीं ।% जहाँ- 
तक सम्भव होता है, ऐसे लोग इन सभी पचड़ों) छल-प्रपश्ों- 




















* इस विपयर्म भाईजी श्रोहनुमानप्रसादजी पोद्दारने सन्‌ १९५२ 
के चुनावके समय जो अपना मत व्यक्त किया था, वह बहुत ही 
तकेपूर्ण, स्पष्ट तथा मननीय है । मैं उसके एक अंशको यहाँ पाठकों- 
की सेवार्मे उपस्थित करता हूँ । विशेष जाननेके लिये उस अङ्कको ही 
देखना चाहिये । वहाँ उनके इस सम्बन्धर्म दो लेख एक साथ 
प्रकाशित हैं । 


“सच्ची बात यह दै कि यह गणतन्त्रपद्धति हो सवंथा दूषित है । 
जित पद्धतिमें बुद्धि, शान, अनुभव, विद्या, आचरण, भाव, 
सद्गुण आदि सबकी उपेक्षा करके संख्याको प्रधानता दी जाती 
है, वहाँ परिणाममें उत्तम फल होना सम्भव ही नहीं है। एक 
भी बोट बढ़ जानेपर, चाहे वह कैसे ही दुराचारी, मूर्ख और 
संथा अयोग्य व्यक्तिका ही क्यों न हो, सौ-सौ बुद्धिमान्‌, 
सदाचारी भौर अनुभवी पुरुष शार जा सकते हैं। इस पद्धति- 
के अनुसार '* समुचित ब्यवस्था करनेमें जो धन-व्यय होगा, --- 
बह किसी भी राष्ट्रको कंगाल कर देनेमें कारण बन सकता है: 
( भारतके एक चुनावमें एक अरवसे कहीं अधिक ब्यय होता है ।) 
कई उम्मीदवार अपनी जमीन, खेती तथा गहना तक बेचकर इस 
चुनावके जुएमै दाव लगाते हें... । अपने ही मुँहसे अपने 
कल्पित भूत-भविष्य पुण्योकी गाथा गायी जाती है --- तथा 
प्रतिपक्षीमें बिना हुए ही भाँति-भाँतिके दोष दिखलाकर उनकी 
निन्दा की जाती दै ।““जहाँ *** अपने मुँहसे अपनी सञ्ची बड़ाई 
भी करना “आत्महत्या'के समान बतलाया गया है, वहाँ अपने 
हो मुंह अपनी झूठी बढाइयोकि पुल बॉधना और दूसरोंकी-- 
महानू-से-महान्‌ युरुजर्नोकी झूढी निन्दा करना कितना बढ़ा 
अपराध दै--श्स बातको प्रत्येक मनुष्य समझ सकता है। परंतु 
यह पद्धति दी ऐसी दै कि इसमें समझदार आदमी भी समझ खो 
बैठते दे और सिद्धान्त मानकर प्रतिपक्षीकी बुराई कर बैठते हैं । जिस 
प्रकार द्वेष और स्वार्थे विष-बीजोंको ढेक्र्‌ यह पौधा ढगायाजा रहदा 


% मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका # 


से अलग ही रहना चाहते हैं। अधिकांश तो धूतं तथा 
स्वार्थी ही अपना उल्लू सीधा करनेके लिये खड़े हो जाते है 
ओर अपनी धूर्तता, ऊपरी विनय, कूटनीति, घूस आदिके द्वारा 
वे सफल भी होते देखे जाते हे । कुछ न हुआ तो कुछ 
कालके लिये तो वे अपनी धाक जमा ही लेते हैं, अपना 
काम बना ही लेते हैं । ऐसी दशामै अत्यन्त स्पष्ट बात 
तो यह है कि लोकतन्त्र सज्जनोंका शासन कदापि नहीं 
रह जाता । सच्ची बात तो यह है कि इसमें मळे लोगोकी 
दुर्दशा ही होती है; वेसे उनका भाग्य । 

ये सब लोकतन्त्रके ऐसे भयानक दोष हैं, जिनमें 
सुधारकी गुंजाइश नहीं । इसके अतिरिक्त भी इसमें बहुत-से 
भयानक दोष हूँ । श्रीमगवद्दत्तजीने लोकायत-राजनीतिजञोको 
नास्तिक होनेका जो अनुमान लगाया है, वह गळत नहीं 
है । अपने यहाँ बृहस्पति या चार्वाक नामके व्यक्तिको 
नास्तिकाचार्यं बतलाया गया है । “अर्थशास्त्र” उनके नामपर 
ही कोई ग्रन्थ था; जो 'बृहस्पतेरर्थाधिकारिकम्‌? (कामसूत्र) 
“बाहस्त्यार्थशा्र' आदिके नामसे प्रसिद्ध है । जनतन्त्रमै 
वस्तुतः ईश्वरीय’ वस्तु कोई नहीं रह जाती । मनुष्यः 
स्वभावकी यह दुर्बलता है कि वह प्रायः नयी वस्तु होने मात्रसे 
ही कभी-कभी अवाञ्छनीय तत्त्वोका मी खूब स्वागत करने लगता 
है और पुरानी भली चीजका भी परित्याग कर देता है । इसी 
तरह चाहे जितना भी स्वागत किया जाय) पर अराजकता 
है, बड़े होने और फूलने-फलनेपर इसके फल कितने विषमय 
होंगे--यह विचारनेकी बात है । 


जैसे किसी दर्जी, धोबीका काम सी बिना शिक्षा प्राप्त किये 
भर बिना अनुभव किये अच्छेसे अच्छा डाक्टर या वकील भी 
नहीं कर सकता, उसी प्रकार शासनका और प्रजाको सुख 
पहुँचानेका कठिन कार्य भी ( केवल वोट मात्र पड़ जानेसे ) 
हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता । आज सरकारपर असफलता 
तथा देशमै अभाव तथा दुःखके विस्तारका जो आरोप किया जाता 
है, उसमें अन्यान्य कारणोंके साथ एक प्रधान कारण अनुभव- 
हीनता भी है। जिसने कभी शासन तथा राज्य-संचालनका पाठ 
कर दो 








वह शासक होकर बैठ जायगा तो “अंधेर नगरी 
चौपट्ट राजा । टके सेर भाजो टके सेर खाजा |” की कहानी 
चरितार्थ होनेके अतिरिक्त और क्या होगा ? 


( “कल्याण? वर्ष २५ अङ्क १२ के “वतमान गणतन्त्र तथा 


मतदाताओं का कत्य? शीर्षक सम्पादकीय ढेखका एक अंश ) 


BN" 7 


$ मानवतामै लोकतन्त्र और भारतीय राजतन्त्र * 


है भयंकर ही वस्तु । विशेषकर भारत-जैसे देशके लिये तो वह 
और भी संकटकर तथा अनुपयुक्त दीखती है; क्योंकि यहाँके 
लोर्गोका ईश्वर तथा अध्यात्मकी ओर अधिक झुकाव है। 
अराजकताके प्रभावसे पहले जब चारों ओर भय तथा उपद्रर्वो- 
का साम्राज्य हो गया था, तभी कृपाल परमेश्वरने विश्वके रक्षार्थ 
राजाकी सृष्टि की थी-- 

अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सर्वतो विद्वुते भयात्‌ । 

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्‌ प्रभुः ॥ 

( मनु० ७।३) 

राजाको देवीभागवतमें “नाविष्णुः पृथिवीपतिः, (६ । 

१० २४) विष्णुका अंश तथा मनुस्मृति ७ । ४} ५। 

९६; शुक्रनीति १ । ७१; वाल्मीकिरामायण ३ । 

४४ | १२; मत्स्यपुराण २२६ । ९; विष्णुधर्मोत्तर २। 

७१; महाभारत) शान्तिपर्व ६८ । ४०-४६} देवीभागवत 

६।१०। २५-२७ इत्यादि स्थलोमे उसे इन्द्रश वायु, 

यम, सूर्यश अग्नि, वरुण) कुबेर तथा चन्द्रमाके सारभूत 
अंशाँसे उत्पन्न बतलाया गया है। 

“राजा? तथा “राजतन्त्र शब्द कैसे उत्पन्न हुआ; 
इसका इतिहास महाभारत, शान्तिपर्वके ५९ बै अध्यायमें है। 
उसे मनुस्मृतिके उपर्युक्त इलोकका भाष्य ही समझना 
चाहिये । उसमें बतलाया गया है कि “पहले संसारमै एक 
प्रकारसे लोकतन्त्र शासन था। कोई शासक, राजा, राज्य या 
दण्डबिधान न था । पर कुछ दिनोंके बाद सव लोग 
पारस्परिक संरक्षणमें कष्टका अनुभव करने लगे, फिर उन 
सबपर मोह छा गया । वे कत्तव्यज्ञानसे शून्य तथा अधर्मरत 
हो गये । फिर उनपर लोभ, राग-द्वेष तथा काम-क्रोधका 
भूत सवार हो गया । उनमें अगम्यागमन, वाच्यावाच्य” 
मक्ष्याभक्ष्स तथा दोषादोषका भी कोई विचार नहीं रह 
गया । सारा विश्व उपद्रुत) भयग्रस्त तथा वैदिक कमाँसे हीन 
हो गया | तब देवताओंने ब्रहमाजीसे प्रार्थना की । उन्होंने 
दण्डनीतिका प्रणयन किया और भगवान्‌ विष्णुने उन्हें एक 
शासक दिया । फिर भी कुछ गड़बड़ी रह जानेसे कुछ 
समय बाद उसीके कुलमें वे स्वयं 'प्रथु’ के रूपमे उत्पन्न 
हुए । प्रथुने प्राणपणसे प्रजाका रञ्जन किया, अतः वे 
“राजा? कहलाये-- 


BENS SO नि क स्स 
१. मानसमें भी तुलसीदासजीने लिखा है-“साथु सुजान सुसील 


मृपाला । ईस अंस भव परम कृपाला ॥? तथा गीतामै भी भगवान्‌. 
ने भपनेको 'मसर्णाच नराधिपम? ( ९५ । २०४ ) बतकाया दै । 


४४७ 











तेन धर्मोत्तरश्चायं कृतो लोको महात्मना । 
रञ्जिताश्व प्रजाः सवोस्तेन राजेति शब्द्यते ॥ 
( शान्तिपर्व ५९ । १२५ ) 


बादमै “राजा? शब्द “प्रजारञ्जक' अर्थम रहते हुए भी 
सभी नरेशोंका उपलक्षण बन गया । यह कथा भागवत 
४। १६ | १५; अग्निपुराण अ० १८; विष्णुपुराण १ । 
१३; पद्मपुराण भूमिखण्ड, अध्याय २७; त्रहापुरण अध्याय 
४ तथा वायुपुराण अध्याय ५७ में भी आती है. । 


निश्चय ही इसीका विकृत रूप देश-विदेशोमें गया 
और सर्वत्र राजाकी स्थापना हुई । काळान्तरमै कुछ दोष 
भी आये । फिर पीछे तो “5०४९४९९०५? (राजसत्ता ) 
तथा D।४।१९ ¡४६ ( देवी अधिक्रार ) की खिल्ली 
उड्ायी जाने लगी और इनका नाम लेना भी लञ्जाकी 
वस्तु हो गया । खिल्ली तो कभी-कभी पुरानी हो जानेपर 
उपयोगी वस्तुकी भी उड़ायी जाती है; पर यह मानना 
पड़ेगा कि इधर सर्वत्र ही राजसत्ताक भारी दुरुपयोग भी 
होने लगा था | पर स्वर्गीय डाक्टर आनन्दकुमारस्वामी 
( अमेरिका ) ने अपनी Spiritual Authority and 
Temporal Power in the Indian ‘Theory 
of Government ( भारतीय श्ञासन-सिद्धान्तमै धर्मशक्ति 
और राजशक्ति ) नामक पुस्तकमै इन सभी उपहासोंका पूर्ण 
समाधान कर दिया है । वस्तुतः जहाँ राजा ईश्वरका अंश 
है, उसके प्रसादे पद्मा श्री दे, क्रोधमे मृत्यु (यम ) है? 
वहीं वह प्रजाका पिता; माता, गुरु, भ्राता; बन्धु तथा सेवक 
मी है। यदि वह ऐसा नहीं है तो राजा ही नहीं है-- 

पिता माता गुरुश्रौता बन्धुर्वेश्रवणोपमः । 


नित्यं सप्तगुणेरेष युक्तो राजा न चान्यथा ॥ 
( शुक्रनीतिसार १ । ७८ ) 


जितना नियन्त्रण राजापर है, उतना संसारके किसी भी 
अन्य प्राणीपर नहीं | उसका सारा समय सुनियन्त्रित है। 
“बा्हस्पत्य अर्थशास्त्र! के अनुसार राजाके सोनेका समय कुछ 
पौने तीन घंटेमात्र नियत है । अश्वनियामक जैसे अश्वका ध्यान 
रखता है, वैसे ही राजा अपने नियमो तथा कार्यक्रर्मोका 
ध्यान रक्ले--सप्तनाडिका सुप्तिः । खनियमं कुयौदप्रमादेन 
TE पज्मज्य्ययार 


१, यस्य प्रसादे पद्मा. भरीविजयश्र पराक्रमे । 
मृत्युक्ष बसति क्रोधे सर्वतेजोमयो दि सः ॥ ६ मनु० ७ । ११) 





४४८ 


भी राजाका सोनेका समय कुल तीन ही घंटे मानता है। 
“चतुर्थपञ्चमौ शयीत? ( अर्थशास्त्र १ । १९ | २३ ) अर्थात्‌ 
राजिके आठ भागोमिसे चौथे, पॉचवें भागमै सोये । “शुक्र! 
के अनुसार भी उसे ८ मुहूर्त अर्थात्‌ ३ घंटे सोना चाह्यि-- 
“निद्रयाश्मुहूतंकम? ( शुक्रनीति १ । २८३ ) । अग्निपुराण, 
मत्स्यपुराण) एवं विष्णुधर्मात्तर ( २ | १५७ ) का भी यही मत 
है । “दशकुमारचरित” में भी राजकृत्य तथा दिनचर्या-वर्णनमें 
उसका सोनेका समय इतना ही दिखलाया है (उच्छवास ८) | 
यदि राजा लटेरा हो, रक्षा न करता हो, धर्मका लोप 
करं रहा हो तो उसपर बिना दया दिखाये मार डालनेका 
आदेश है 
अरक्षितारं हतोरं विलोप्तारमनायकम्‌ । 
तं वै राजकरिं हन्युः प्रजाः संनद्य निर्घृणम्‌ ॥ 
( महा० अनुशासनपर्व ६१ । ३२ ) 
याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्रजापीड्नकें संतापसे उठी हुई 
अग्निकी ज्वाला राजाके ऐश्वर्य, प्राण तथा कुलको जलाये बिना 
शान्त नहीं होती-- 
प्रजापीडनसंतापात्‌ ससुद्भतो हुताशनः। 
राज्ञः श्रियं कुल प्राणाज्नादरध्वा विनिदर्तते ॥ 
( याशवल्क्यस्मृति १ | ३४१ ) 
कौटल्य कहता है कि सम्पूर्ण राजनीतिशास्रका तास्थ 
राजाके इन्द्रियजये है । यदि राजा जितेन्द्रिय नहीं, इन्द्रिय- 
तर्पण-परायण है, तो वह राजा चाहे सम्पूर्ण प्रथ्वीका ही 
अधिपति क्यों न हो; तत्काल नष्ट हो जाता है 


कृस्नं हि शाखमिदमिन्द्रियजयः । 
तद्विरुद्धृत्तिरवशेन्द्रियश्चातुरन्तोऽपि राजा सद्यो विनयति ॥ 
_ (अर्थशा्, अधिकरण १, अध्याय ६, सूत्र ४-५ ) 


तत्पश्चात्‌ वह भोजवंशके राजा दाण्डक्य एवं मिथिलाके 
राजा करालके कामके कारण; जनमेजयके क्रोधके कारण तथा 


१. यह बाहंस्पत्य--अथंशास्त्र पूर्वोक्त लोकायत--शास्त्रसे 
भिन्न दै । यह देवगुरुकी रचना है-_इसक्रे ल्यि वायुपुराणमें इस 
शास्त्रके शाताको पङ्क्तिपावन बतलाया गया है-- 


बाइंस्पत्ये तथा शास्त्रे पारं यश्च द्विजो 


गतः | 
सबै ते पावना विप्राः 


कै मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका % 


सप NNN -- 


श्वनियामक इव । शास्र १६६६-६८) | कौटल्य सौवीर देशके राजा अजबिन्दुके लोमके कारण 





ॐ नाश होनेका 


उदाहरण देता है । “कामन्दकः ने भी अपने नीतिसारके आरम्भ 
इन्हीं बातोंको लिखा है | उनका कथन है क्रि जो आपने 
मनको ही वामे नहीं रख सकता, वह प्रथ्वीको तथा दुशेको 
भला; वदामे केसे कर पायेगा १ ( १ | २७) | अग्निपुराणोक् 
राजनीतिमें भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं कि जितेन्द्रिय व्यक्ति 


उ. दी 
प्रजाको वशमै रख सकता है । मनु भी कहते हैं 
जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजा; । 
( मनु० ७। ४७) 


विदुरका कहना है कि जो ऐश्वर्योंका तो स्वामी है, पर 
इन्द्रियोका स्वामी नहीं, दास है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्यसे भी 
भ्रष्ट हो जाता है-- 
अथानामीश्वरो यः स्यादिन्द्रियाणामनीश्वरः । 
इन्द्रियाणामनेश्रयादेश्वर्याळ्यते हि सः॥ 
( महा० उद्योग० विदुर प्र ३४ | ६३ ) 
कात्यायनके अनुसार राजा अनाथोंका नाथ, ग्रहुविहीनोका 
ग्रह, पुत्रद्वीनोका पुत्र तथा पितृह्दीनोंका पिता है-- 
अनाथस्य नूपो नाथस्त्वग्रहस्य नृपो ग्रहम्‌ । 
अपुत्रस्य नृपः पुत्री अपितुः पार्थिवः पिता ॥ 
( कात्यायन-मत-संग्रह परिशिष्ट, १२ ) 
ब्राह्मणग्रन्थों, उपनिषदों तथा अन्य विभिन्न शास्रोमै 
राजाको पुरोहित तथा मन्त्रियोके भी वराम रहनेकी बात कही 
गयी है । यदि वह ऐसा नहीं करता तो राजाके रूपमै छिपा 
हुआ दस्यु--डाकू है। जो अपने मन्त्रियोंकी बात न सुनकर 
दूसरे देशके छोगोंकी वात सुनता है, उसका पृथ्वी परित्याग 
कर देती है ( विदुर ) | जिसके राज्यमें विद्वान्‌ श्रोत्रिय भूखसे 
पीड़ित हो ता है, उसका ष्ट्र भी तुरंत भूखसे पीड़ित होने लगता दै 
( मनु० ७ | १३४) । जिसके राज्यम चारों ओर चोरःडाकू 
मजाको देखते-देखते दूट लेते हैं, वह राजा मरा ही है, जीता 
नहीं ( मनु० ७ | १४३ ) । राजामे मद्य; द्यूत तथा आखेटः 
क व्यसन न हो ( विष्णुधर्म० ६५। ९ ) | वह कृपण; 
अनाथः विधवा और बृद्धोको वृत्ति दे । ( बद्दी ५४ )। 
कौटल्यके अनुसार प्रजाके सुखमें ही राजाका सुख है; अपने 
सुखमे नहीं । आत्मप्रिय उसके लिये हितकर नहीं है, प्रजाका 
प्रियकार्य करना ही उसके लिये श्रेयस्कर है--- 


१. ( शृहदारण्यक्‌० ) | 
२. हिताहितं न श्रृणोति राजा मन्त्रिसुखात्च यः । 
से दस्यू राजरूपेण . प्रजानां धनहारकः ॥ ( शुक्र० ) 


+ मानवतासे लोकतन्त्र और भारतीय राजतन्त्र + 


४४९. 








प्रजासुख सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 
नात्मप्रिष हितं राज्ञः प्रजानां लु प्रियं हितम्‌ ॥ 
( अर्थशाज १ । १९ | ३९ ) 
बस्तुतः “राजतन्त्र? का सिद्धान्त तो सर्वथा निर्दोष दै, 
मळे उसके पालनमै इधर प्रमाद हुआ हो और उपर्युक्त 
कथनानुसार ही राजाओंका अन्त भी होना ही था; पर लोक 
तन्त्र ( जनतन्त्र ) का तो सिद्धान्त ही त्रुटिपूर्ण, सदोष तथा 
अश्रेयस्कर है । इसके पालनमे तो और भी गड़बड़ी चलती 
है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि भारतीय सिद्धान्त निर्दोष 
होते हुए भी अव्यावहारिक है; क्योंकि राम, युधिष्ठिर, शिबि, रघु, 
दिलीप; प्रथु; विक्रमादित्य आदिके राज्यमें प्रजा अत्यन्त सुखी थी । 
शिब्रिनि तो कपोतको बचानेके लिये अपना मांसतक 
दे डाला था। दिलीपने गोरक्षाके लिये अपनेको अर्पण कर दिया । 
भगवान्‌ श्रीरामने प्रजाकी प्रसन्नता तथा छोकयात्राके ठीक-ठीक 
निर्वाहके लिये अपनी परम प्रिया पतिप्राणा पत्नी महारानी 
सीताका भी त्याग कर दिया । विक्रमादित्य आदि राजा प्रजाके 
कष्टका पता छगानेके लिये रातमें भी वेष बदलकर घूमते थे । 
अभी पिछले दिनोंतक मेवाड़के राणालोग अपनेको राजा न मान- 
कर एकलिङ्ग महादेवका दीवान समझते हुए, प्रजाका हित- 
चिन्तन करते थे । त्रिवाकुरके राजा लोग मी अपनेको सेवक 
तथा अपने कुलदेवको ही राजा मानते थे । फिर भी पूवकी 
परिस्थिति अत्यन्त इत्मष्य थी । तथापि सचेष्ट होकर सुधार 
करनेपर ये दोष तुरंत दूर हो सकते हैं । 
इधर जनतन्त्र-शासनकी सर्वच असफलता भी उसकी 
असमीचीनताको सिद्ध कर रही है । प्रायः ७-८ वर्ष पूर्व सिल 
मे क्रान्ति हुई और वहाँ सैनिक-शासन कायम हुआ । इसके 
बाद इधर तो इसकी परम्परा ही चल पड़ी है | पहले ईराकमै, 
फिर वर्मामें भी सैनिक-शासन हो गया । स्याममै मी सेनिक- 
शासन हो गया । हिंदेशियामे भी सैनिकों तथा सरकारका संघर्ष 
चल रहा था। अब वहाँ भी सैनिक शासन हो गया । लेबनानका भी 
जनतन्त्र नाम-मात्रको ही है, प्रत्यक्षरूपर्मे वहाँ भी सेनापति 
शेहाबका ही वास्तविक शासन है | अफगानिस्तान, सऊदी अरब 
चीन; कोरिया, ताईबान तथा हिंदचीनमे जो शासन दै, उन सबमें 
ही किसी-न-किसी व्यक्ति या वंशका एकाधिपत्य हो रहा है । 
फ्रोंसमै भी देगालेको सैनिक तथा अन्य सभी अधिकार देकर 
वैसा ही किया गया है । इधर नेपालमै भी गणतन्त्र समाप्तकर 
सत्ता पुनः महाराजके हाथमे सौंप दी गयी है । अभी पिछले 
दिनों पाकिस्तान, वर्मा तथा सूडानमै भी फौजी शासन हो गया 
है, इन सारी घटनाओँसे लोकतन्त्रकी विफलता तथा अयोग्यता 


=e 


दी सिद्ध हो रही है । सच्ची बात तो यह है कि कामन्दकके शब्दोंमै 
शासन तथा दण्डनीतिके बिना लोकयात्राका निर्वाह ही नहीं--- 
नियतविषयवर्ती प्रायशो दण्डयोगा- 
जगति परवशेऽस्मिन्‌ दुलेभः साधुवृत्तः ॥ 
( अध्याय २ । ४३ ) 
क्योकि संसास्मै सर्वथा सजन-बत्तिके लोगोकी न्यूनता 
ही रहती है, अधिकांश लोग उच्छुञ्चल ही रहते हैं । बिना 
शासनके तो वे भले लोगोंकी सम्पत्ति आदि तुरंत छीन ले । 
इधर 'लोकततन्त्र? शब्द ही “शासन? का अभाव सूचित करता 
है । फौजी शासनकी आवश्यकता भी यही सिद्ध कर रही है । 
विषय गहन तथा जटिल है । एक छोटेसे छेखमै इसका 
ठीक-ठीक विश्लेषण तथा उभय पक्षोंके दोष-गुर्णोका प्रदर्शन 
सम्भव नहीं । इसके लिये तो समख राजनीति-शास्त्रॉका गम्भीर 
अध्ययन आवश्यक है । फिर आजकी हवा बिचित्र है | इसमें 
“राजतन्त्र? का नाम लेना भी अपराध तथा लजाकी बस्तु हो 
गया है | तथापि है यह अज्ञानका प्रचार ही | उचित राज- 
तन्त्रके अमावमें आज बीस वर्षोसे सारे विश्व विशेषकर “भारत? 
की भीषण दुर्दशा हो रही है और वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
जाती है । चोरी, लूट हत्या, दीनता, दरिद्रता? 
भूखमरी यह सब अपने प्राचीन वर्णाश्रम आदि सिद्धात्तों- 
के अपहननका ही परिणाम है । राजधर्मका मूल दे वर्णधर्म- 
पाळन । वर्णवर्मका पालन न होनेसे आज अन्न-वस्नका भीषण 
अभाव सामने है । सभीको नामसात्रकी; बेकार बनानेवाली 
शिक्षा देकर केवल शिक्षित होनेका गर्व उत्पन्न कराकर 
आलसी तथा वेकार बना दिया गया दै | इसकी चिकित्सा 
अब साधारण मनुष्यके वशकी बात नहीं रही | उचित वात 
लोगोके मस्तिप्कमें प्रचार करनेपर भी आती नहीं दीखती । 
इसीलिये सदाचार-सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाएँ भी जनतामै समाहत 
नहीं हो रही हैं । अब तो बस, एकमात्र नित्य, शाश्वत) अक्षय 
राजराजेश्वर कृपाळ भगवानकी ही आशा है । भारतीय शास्त्र 
तो उनके ही विधान समझे जाते हैं। और आज भी हम 
देखते हैं कि सारे फळ तदनुसार ही होते जाते हैं | फिर 
विश्व उनका है, वे उसे ठीक ही कर रहे हैं;--हमे तो यही 
विश्वास है। इस समयकी सभी सांसारिक परिस्थितियाँ तथा आगे 
आता हुआ सन्‌ १९६१ के अन्त ६२ के आरम्ममे होनेवाला 
नवग्रहोंका योग भी इसका ही संकेत है | उन मङ्गलमय 
महाराजाधिराजसे हमे नित्य सङ्गल तथा विश्व-कल्याणकी ही 
आझा है। 

















१. “श्रतिस्मृती ममेबा शे' ( वाधूलस्मृति १ । १८९; पंचदशी ६ । ७९ ) । 


मा० अं० ५७-- 


४५० 

















ॐ मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका ॐ 





(२१ 
मानवक मानवता 
( हेखक--श्रीकामतासिंहजी “धमभूषण', “साहित्यालकार? ) 
अविद्याके नाशसे रागादिका नाश निश्चित है | श्रीगोरामी 


मानवता ही मानवधर्म है, जिससे अपना तथा समाज, 
देश, संस्कृति आदिका कल्याण हो सकता है | जबतक प्राणी 
जगतूके भोगोमे आसक्त होकर आसुरी वृत्तियोसे घिरा 
हृता हे, तबतक वह मानव नहीं) दानव है। नर ही नारायण 
बन सकता है । मानव-तन पाकर ही मनुष्य इस संसाररूपी 
सागरे पार होकर आवागमनसे रहित हो सकता है । 
मनुष्यका कल्याण वासनारहित होनेपर ही होता है । निर्वासना 
प्राप्त होती है--योगसे । 'योगश्रित्तबृत्तिनिरोध:? अर्थात्‌ 
चित्तवृत्तियोंका सब ओरसे हटकर एकमे केन्द्रित हो जाना 
दी चित्तकी वीतरागता है । राग रहते चित्तका निरोध नहीं 
होता । अतः साधकका धर्म है कि सेवाके द्वारा रागपर, 
ओर प्रेमके द्वारा द्वेषपर, विजय प्राप्त करे | 

इच्छा, वासना, कामना, लोभ, तृष्णा--सभी रागके 
अङ्ग हैं | योगदर्शनमै पाँच क्लेश बताये गये हैं, जिनमें 
प्रधान “अविद्या? बतायी गयी है। 'अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम्‌--! 


तुलसीदासजी कहते हैं -- 


प्रक अबिद्या तम मिटि जाई । 
हारहिं सकर सलभ समुदाई ॥ 
खक कामादि निकट नहिं जाहाँ । 
बसइ भगति जाके डर माहीं॥ 


अतः मानवकी मानवता तभी है; जब वह अनन्तकोरि- 
ब्रह्माण्डनायक भगवानूकी शरण ग्रहण करे | जबतक मनुष्य 
जगतूका दास होकर रहेगा और उससें काश) धाम, नाम, 
चाम और दामकी वासना रहेगी, तवतक व जगतूका ही 
है, जगत्पतिका नहीं | मानव-जीवनका लक्ष्य मग (तू-प्राप्तिदै । 

संसार सदाचार, सेवा, संयम; दया चाहता है; पर 
भगवान्‌ हमसे भक्ति तथा प्रेम चाहते हैं । अतः हमे ऐसा 
जीवन बनाना है, जो जगत्‌ तथा जगत्पति दोनोंके छि 
प्रिय हो । 





—= 0 


मानवता 


( र्चयिता--श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी “प्रसाद? ) 


मानन तन साधन धाम सकल फलदाता; 


रच इसे हो गया धन्य लोकनिमाता। 
जब जब दानवकत पाप प्रबल हो जाता, 
आसुरी शाक्ति-खंताप सबल हो जाता॥ 


तब तब हरि मानव रूप अलौकिक धरते, 


कर अनुपम आत्म-प्रकाश पाप-तम हरते। 
खुर भी इससे नरदेह चाहते धरना, 
कर कर्मयोग निरुपाधि अभय भव तरना ॥ 
सचराचर इसका भोग्य यही है भोगी, 
कर ब्रह्मजीवका योग कहाता योगी। 
इस तनखे उन्नति-शिखर चढ़ा जाता है, 
जीवनपथ फर अविराम बढ़ा जाता है॥ 
नीचे सुर सहित सुरेश स-विधि आते हैं, 


ऊँचे निज पुण्यप्रसाद मनुज जाते हं। 
इससे ही मानव जन्म धन्य सब विधि है, 
स्ष्टाकें सृष्ट्रिविधान-शानकी निधि है ॥ 





१. अक्षासमेत ( आत्रझभुवनाऊे स पस त्रझासमेत ( आत्रझभुवनालोक पय 


पुनरावतिनोष्जुन- गीता 1100 जक 


पर वही मनुज है-जिले धर्म प्यारा है 
करता जो सार्थ विहाय कर्म सारा है। 
जो प्राणिमात्रसे अभय, पापसे डरता, 
जम) द्या” दान, उपकार हृद्यसे . धरता ॥ 
जो अन्तबोद्य विशुद्ध-बुद्धि निर्मल है। 
षद्‌ रिपु-रण-विजयी वीर धीर अवियल है। 
पर दुखसे होता दुखी सुखी पर सुखसे, 
कहता न किसीसे कभी सुकृत निज सुखसे ॥ 
सवेस्च निछावर देश-जातिपर करता; 
नर-जीवनका उद्देश्य सत्य असुखरता | 
> 

अनबचन-काय ध्रृत-धर्म-कर्म-त्रत-बल हे) 
"यन्य पाप पाखण्ड रहित निइछल है॥ 
मानव करते सफल सदा मानवता” 
दानव गति है विपरीत इष्ट दानवता । 
जो राम -खुघारस-रसिक विषय-विष त्यागी” 
हे मचुज शिरोमणि वही परम अज्नुरागी ॥ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





2. 


# भारतकी आदश मानच-महिलाएँ. ॐ 








४५१ 





oS डौ र ल्च्््च्ल्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्स्ल्स््स्स्स्स्य्य्स्य्ल्स्य्स्य्ल्क्ल््लज 


भारतकी आदी मानव-महिलाएँ 


( रेखक--श्रीयुत के० एस ० रामस्वामी शाजी ) 


ऋग्वेदके मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंमें कुछ विशिष्ट सहिलाएँ 
टो गयी हैं, जो साहित्यिक एवं आध्यात्मिक गगनकी देदीप्यमान 


- तारिकाएँ हैं । ऋषि दीर्घतमाकी पौत्री और कक्षीवानकी 


पुत्री घोषा कुष्ठरोगसे पीडित थी; इस कारण उससे 
कोई विवाह नहीं करता था । अश्विनीकुमारोंने उसे 
इस व्याधिसे मुक्त किया, तब उसका विवाह हुआ । 
इसपर उसने अश्विनीकुमारोका एक स्तवन किया ह 
गोधाने इन्द्रकी स्तृतिमे एक छन्द और दूसरे छन्दका आधा 
रचा है । विश्ववराने छः इलोक रचे हैं । वह विवाहिता थी | 
दाम्पत्य-सुखके लिये उसने अग्निदेवसे प्रार्थना की है 
अपळाको कोई चर्म-रोग हो गया था) जिससे उसके पतिने 
उसे निकाल दिया । उसने इन्द्रकी स्तुति की और उस 
रोगसे मुक्त हुई । अगस्त्य ऋषिकी भगिनीने ऋग्वेदका 
एक मन्त्र र्चा । अगस्त्यकी पत्नी लोपामुद्राने रतिका स्तवन 
किया है, जिसमें अपने पतिसे पुनरमिलनकी प्रार्थना की गयी 
दे । बृहस्पतिकी कन्याके नामपर एक मन्त्र दै, जिसमें उसने 
आपने यौवनके आकर्षणोंका वर्णन करके अपने पतिका 
आवाहन किया है । सरखतीने पतिके बन्धन छुड़ानेके लिये 
तप किया और उससे पुनर्मिलनके लिये एक मन्त्रद्वारा 
प्रार्थना की दे । 

महर्षि वाल्मीकिकृत योगवासिष्टमे ( जिसे महारामायण 
भी कहते हैं ) उत्पत्ति-प्रकरणके १७ से ६८ तकके अध्यार्योमे 
लीलाका उपाख्यान है। ३२००० इलोक इस ग्रन्थमे हैं | यह 
आध्यात्मिक तथ्योंका एक महानिधि है । इस ग्रन्थमै बसि 
श्रीरामचन्द्रको ब्रह्मविद्याके सनातन सत्य अवगत कराते हैं । 
अपनी भूखण्डकी यात्राओंमें जीवनकी क्षणभह्लुरता, व्यर्थता और 
दुःखमयताका जो अनुभव हुआ, उससे रामको बड़ा विषाद 
हुआ है और वसिष्ठ उन्हें उपदेश कर रहे हैं | इसी प्रसङ्गसे 
रामका चित्त खस्थ और स्थिर करनेके ल्यि एक कथा लीलाकी 
कही गयी है । इसमें तथा अन्य कथारओर्मे सबसे बड़ी शिक्षा 
जो दी गयी है, जीवन्मुक्तकी स्थितिके विषये है । जीवन्सुक्त 
शरीरमें रहता हुआ भी बन्धनमुक्त ही रहता है | आसक्ति 
और हर्ष या विषादसे मुक्त रहकर वह जीवनके सम्पूर्ण कर्म 
करता है । ब्रह्म अर्थात्‌ चित्‌ अपने क्रियात्मक रूपसे जगत्‌ 
बनता है । ब्रह्म अपनेको अह और इदं दोनों रूपमै मानकर 





जीव बनता है | जीव सूक्ष्मशरीर और इन्द्रियोंकी कल्पना 
करता और खयं अपने बाह्य जगतूका निर्माण करता है । यद 
सारा पसारा परिणामतः है चित्त ही | लीलावती राजा पद्मकी 
रानी थी | उसे अकस्मात्‌ यह भय हुआ कि कहीं मुझसे पहल 
ही राजाकी मृत्यु न हो जाय | इसल्यि उसने भगवती सरस्वती 
से यह प्रार्थना की कि वे उसके पतिको मृत्युसे दूर रखें और 
यदि उसकी मृत्यु दो भी तो उसका आत्मा उसके महलमै बना 
रहे | एकाएक एक दिन राजाकी मृत्यु हो गयी | लीलाने यद 
आकाशवाणी सुनी कि यदि तुम राजाके शरीरको फूलसे घेर ली 
तो उससे तुम्हारी फिर भेंट हो जायगी । लीला ध्यानमै निमग्न 
हो गयी, उसकी समाधि लग गयी | वह सूक्ष्म जगतूमें भ्रमण 
करने लगी । उसने पतिको वहाँ राज करते देखा । लीलाने 
सरस्वतीसे प्रार्थना करके पूछा कि इस अनुभूतिका 
क्या अर्थ है । सरखतीने कहा; 'काळ और आकाश 
मनकी सृष्टि हैं । मृत्युके पश्चात्‌ जीव अपनी स्मृति और 
प्रवृत्तियोके आधारपर किसी काल्पनिक जगतूकी पुनः 
सृष्टि करता है |? लीलाने इसका और प्रमाण चाहा । 
सरस्वतीने कहा) 'स्थुलशरीरकी जो तुम्हें प्रतीति हो रही 
है, उसे हटा दो । अपनी सब वासनाओंसे मुक्त हो जाओ । 
तब तुम अपने सूक्ष्मशरीरसे चाहे जहाँ घुम-फिर सकोगी 
और सबके अन्तःकरणोमै प्रवेश कर सकोगी |! तब दोनों 
अपने सूक्ष्मशरीरसे वसिष्ठ शर्मा नामक गृहस्थके घर गर्यी | 
इन्होंने किसी राजाको आखेट करते देखकर स्वयं राजा 
बननेकी इच्छा की थी | ये मरे और दूसरे जीवनमै राजा 
बने | लीलाने इन्हें पहचान लिया । ये उसके पूर्वजन्मके 
पति थे | लीलाने फिर एक बार उन्हें देखना चाहा। 
सरखतीने कहा, “अबतक तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके ह| 
तुम्हारे इस जीवनके पतिका शव तुम्हारे महल्में पड़ा है। 
जिस राजाको तुमने अपने पूर्वजन्मके रूपमै पति पहचाना 
था) वह एक आभास मात्र था | इनमेंसे तुम किसे देखना 
चाहती हो १? तब लीलाको ब्रोध हुआ और ऐसी सब 
वासनाओंसे वह मुक्त हो गयी । 

हमारी वासना-कामनाओं और चित्तकी दृत्तियोंसे ही देह 
और जगतूकी सारी प्रतीतियाँ दोती हैं । सरखती और लीला 
अपने सूकष्मशरीरसे अनेक ढोकामै गयीं और अन्तभे उस 


४५२ 








लोकमें आर्यी, जहाँ लीलाने पद्मको राज्य करते हुए देखा था। 
दोनोंने देखा कि कोई राजा शत्रु होकर अपनी सेनाओंके 
साथ पद्मपर आक्रमण करने आ रहा है । पीछे सरस्वती और 
लीलासे पकी भेंटहुई । पद्मने बतलाया, मेरा नाम विदूरथ 
है । उस युद्धमें विदूरथ धराशायी हुआ । उसकी रानी लीला 
उसे हूँढ़ती हुई आयी | लीला इस दूसरी लीलाको देखकर आश्चर्य 
करने लगी । सरस्वतीने लीलाको बताया, “इन मनःकल्पित 
सृष्टियोंसे आन्त मत हो ।' द्वितीय लीलाने सरस्वतीसे यह 
वर माँगा कि “मै इसी देहसे अपने पतिसे उनके दूसरे जन्ममें मिल 
सकूँ ।? सरस्वतीने कहा; “तथास्तु !! बिदूरथका जीवात्मा पद्मके 
प्रासादमै गया और पद्मकी देहमें उसने प्रवेश किया | तब 
सरस्वती और लीला स्थूलशरीरसे बिदूरथकी स्री लीलाके 
सामने प्रकट हुई । यह दूसरी लीला अपने पूर्व शरीरम थी ही । 
पद्म ऐसे उठ बैठे जैसे नींदसे जागे हों | पद्म दोनों लीलाओं- 
के साथ रहने लगे । भगवती सरखतीकी कृपासे तीनोंको 
जीवन्मुक्ति मिली और मृत्युके पश्चात्‌ तीनों बिदेह-मुक्त हुए । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हम सब अपनी ही मनःकल्पित 
सष्टिके शिकार हैं | यदि हमें शानकी प्राप्ति हो जाय और हम 
अपने वास्तविक आत्मरूपो पहचान लें तो जीवनके सम्पूर्ण 
मायिक दृश्यों और सुख-दुःखोंसे छूटकर आत्मशानकी 
अबिचछ स्थितिमे समभावसे स्थित मुक्तात्मा रूपमै विचरण 
करेंगे । 


फिर योगवासिष्ठके निर्वाण-प्रकरणमै ७७ से ११० तकके 
३४ अध्यायों और १६५० इलोकॉमे चूड़ालाकी कथा है | यह 
कथा भी वसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रसे कहते हैं । रानी चूड़ाला और 
उसके पति राजा शिखिध्वज दोनों बहुत कालतक सब प्रकारके 
सुखोंसे सम्पन्न जीवन व्यतीत करते रहे | पीछे चूड़ालाका विवेक 
जाग्रत्‌ हुआ) उसके मनमै विराग उत्पन्न हुआ और सनातन 
पुरुष परमात्माका उसे साक्षात्कार हुआ । चूड़ालाके सौन्दर्यमै 
नयी बहार आयी देखकर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ | 
चूड़ालाने उसे बताया कि यह प्रेमाकर्षण परमात्माके ज्ञान- 
का है । वसिष्ठजीने चूड़ालाको सिद्ध योगिनी कहा है (अ०८०) 
राजाको तब जीवनसे निर्वेद हो गया । चूडालाने उसे 
समझाया । पर उसकी बात न मानकर राजा संसारको 
त्यागकर जंगलमें चला गया । चृड़ाला एक ब्राह्मण युवकका 
रूप धारणकर राजासे मिलने गयी | इस ्राहणरूपधारीने 
राजासे कहा? मं कुम्भ हुँ नारदका पुत्र और बझाका 
पौत्र ।? शिखिध्वजने उससे कहा, “भै राजा शिखिध्वज डा 


र 4 ८ ह 
ऋ मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमाथेका + 


Mim र म? 


> _ निवि रे ज 
अपने राज्यसे ण्ण होकर तप करने मैं यहाँ चला 
आया । पर मुझे शान्ति नहीं मिली । मैं जिते जरी 


समझता था; मेरे लिये वह विष हो गया ( अस्त मे विष 
स्थितम्‌ ) |” चूड़ालाने कहा, 'अह्मासे मैंने यह प्रश्‍न किया था 
कि ज्ञान और कर्ममै कौन श्रेष्ठ है।? ब्रह्माने उत्तर दिया, “शानभे 
मोक्ष होगा ओर कर्मका तबतक त्याग नहीं करना चाहिये, 
जबतक ज्ञानकी प्राप्ति न हो जाय |! शिखिध्वजने कहा- मैने 
सब कुछ त्याग दिया है ।? चूडालाने पूछा, “तुम्हारा राज 
तो तुम्हारे जीवत्वका कोई चिर-सज्ञी नहीं था | यह तुम 
कैसे कह सकते हो कि उसे त्यागनेसे तुमने सब कुछ त्याग 
दिया ? यहाँ जंगलमै भी तुम्हारे रहनेका एक स्थान है, 
खानेके लिये फल और पीनेके लिये पानी है । तब तुम कै 
कहते हो कि तुमने सब कुछ त्याग दिया है !” राजाने वहा 
कि, “छो, मैं अपनी पर्ण-कुटी और जल इत्यादि सब कुछ त्याग 
दूँगा ।? चूड़ालाने कहा; थे सब वस्तुएँ भी तुम्हारी नहीं हूँ | 
तब “सवंत्याग? की बात तुम कैसे कह सकते हो ? तुम्हारा शरीर 
तो तुम्हारे साथ बना ही हुआ हे ।? तब राजाने कहा; “मैं अपनी 
यह मुगछाला; जपमाला और कुटी--नहीं-नहीं, अपना यह शरीर 
भी नष्ट किये देता हूँ |! यह कहकर उसने अपनी इन सब 
चीजोंमें आग छगा दी और वह एक पर्वतशिखरसे नीचे गिरकर 
अपना शरीर भी नष्ट करनेको यार हो गया । तब चूढालाने 
कहा) यह सब करनेकी क्या आवश्यकता है ! तुम्हें उसवस्तुका 
त्याग करना चाहिये, जिसके कारण तुम्हें यह शरीर मिला है |? 
राजाने पूछा, “तब सर्वत्यारा क्या है १? चूड़ालाने उत्तर दिया, 
“तुम यदि सर्वत्याग करना चाहते हो तो तुम्हें अपने मनको 
त्यागना होगा ।? राजाने पूछा, “मन क्या दै १ उसका त्याग 
कैसे किया जाता है १? चूड़ालाने कहा, “मन है तुम्हारी सारी 
वासना | असङ्गके द्वारा तथा आत्माके सच्चे स्वरूपका बिचार 
करनेसे तुम मनका नाश कर सकते हो |? सर्वत्यागका प्रशत 
अर्थ अब राजाकी समझमें आया | तब चूड़ालाने राजाको 
जीवन्मुक्तिका उपदेश दिया । यह सारा संवाद उसने कुम्मके रूप 
और वेशमें किया और फिर अपना असली रूप धारण किया | 
चूड़ालाने राजासे तब विवाहित जीवनकी महिमा समझ लेने: 
का अनुरोध किया और अग्निको साक्षी रखकर उसके साथ 
_ अपना विवाह कराया | ूड़ाला और शिखिध्वज 
उलसमृद्ध देव-दग्पति हो गये | रातमै वे चूडाला 

रूपे रहते | प्रातःकाल चूड़ाला फिर कुम्भ 


हो जाती | राजा अपना राजकाज भी अब देखने लगा | 





£ सानव-शरीर भ्रगवानके काम न आया 








राजाकी अनासक्ति और चित्तशुद्धिकी परीक्षा करनेके हेतु 
चूड़ालाने इन्द्रसे राजाकी भेंट करायी । इन्द्रने राजासे खर्ग- 
में आकर वहाँका आनन्द-भोग करनेको कहा । पर राजाने 
उत्तर दिया, 'मेरे आनन्दे यहाँ कोई कमी नहीं है |? इन्द्र 
तब अन्तर्धान हो गये | चूडाला और शिखिध्वज अपने 
राज्यमें लौट आये । राजाके नाते शिखिध्वज अपने सम्पूर्ण 
कर्तव्याका पालन करने लगा, पर असङ्ग और जीवन्मुक्त 
रहकर । पीछे दोनों अपने शरीर छोड़कर बिदेहसुक्तिको 
प्राप्त हुए । 


An 


ब्ृहृदारण्यक-उपनिषद्मे मैत्रेयी और गार्गी वाचक्नवी- 
की कथा है । उससे पता लगता है कि उस युगकी भारतीय 
महिलाओंकी आध्यात्मिक दृष्टि कितनी सूक्ष्म और गम्भीर 
थी | याज्ञवल्क्य जब संन्यास लेनेकी सोचने लगे, तब उन्होंने 
अपनी सब धन-सम्पत्तिको मैत्रेयी और गार्गी---अपनी इन दो 
पल्नियोंमे बॉट देना चाहा । मेत्रेयीने उनसे प्रश्न किया-- 
“आप धन-सम्पत्तिका त्याग क्यों कर रदे है और किस लिये 
संन्यासी होना चाहते हैं १? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया; “घन- 
कम्पन्ति अमृतत्व नहीं प्राप्त करा सकती ।? तब मैत्रेयीने 
“यदि धन-सम्पत्तिसे अमृतत्व नहीं मिलता तो उसे 
लेकर में क्या कहूँ! तुझे यह बताइये कि अमृतत्व कैसे 
प्रास होगा ।? तब याशवल्क्यने उसे परस अम्ुतत्वका 
उपदेश दिया । 

एक दूसरे अवसरपर राजा जनकने सुवर्णमण्डित 
श्ुङ्गोंबाली एक सहल गोऐँ ऐसे पुरुषको दान करनेका 
तंकल्प किया, जो श्रेष्ठ आत्मविद्याका ज्ञाता हो | याज्ञवल्क्यने 
अपने शिष्यसे कहा--“इन गोओंको हॉककर मेरे घर पहुँचा 
दो ।? बहुतसे विद्वान्‌ जनककी उस समामै उपस्थित थे । 
उन्होंने याज्ञवस्क्यकी इस हरकतपर आपत्ति की और बे 
उनसे ऐसे-ऐसे दार्शनिक प्रश्‍न करने लगे) जिनसे किंसीकी 


FUT 





5५३ 














शी बुद्धि चक्र जाती । इनमे विदुषी गागा भी र्थी। 
उन्होंने यह प्रश्‍न किया कि महाभूतोंकी उत्पत्ति कहाँसे दै ! 
याज्ञवल्क्यने इसका उत्तर दे दिया । तब गार्गनि कहा 
रे दो प्रश्‍न और हैं जो किसी राजाके घनुषमें दो तीर-जेसे हँ । 
आप उनका उत्तर दीजिये | एक प्रश्‍न यह है कि) यह व्यक्त 
जगत्‌ किस आधारपर टिका है ?? याशवल्क्यने उत्तर दिया 
अव्यक्त आकाशपर ।? “आकाशका आधार क्या है ९? गार्गी- 
ने पूछा । उत्तर मिला, “अक्षर! | गार्गीनि तब समवेत 
विद्वत्समाजसे कहा-- हम सबको याजवल्क्यके सामने नतः 
मस्तक होना चाहिये; क्योंकि ये ही मनुष्योंमें सवोत्तम ज्ञानी हुँ 

सुसंस्कृत, विदुषी और जानसम्पन्न महिलाओंकी परम्परा 
तबसे अबतक बराबर चली आयी है । श्रीमदूभागवतमे ब्रज 
गोपियों और ऋषिपत्नियोंकी जो कथाएँ आती है, उनसे यह 
पता लगता है कि पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोमे दी इस अलौकिक 
ज्ञानकी परम्परा अधिक सुन्दर रूपमें रहती आयी है । 

इसके परवर्ती-काळमें आंडाळका जीवन इसका अद्वितीय 
उदाहरण है । इसके भी पश्चात्‌ “गौतगोविन्द'के कर्ता 
जयदेवकी पत्नी पद्मावती; मीराबाई, जनाबाई और सखुबाईके 
चरित्र इस बातके उत्तम उदाहरण हैं कि जीसमाजका अन्त;- 
करण भागवत ज्ञानसे समुज्ज्वल और परिपूर्ण रहा है। 
श्रीरामकृष्ण परमहंसको दीक्षा देनेवाळी संन्यासिनीका वर्णन 
उनके चरित्रमै आता दै । सम्प्रति भी रमाबाई और आनन्दः 
मयी माँके उदाहरण हमारे सामने है | 

संत-महिलाओंकी यह समादरणीय परम्परा भारतमें सदा 
कूले-कले तथा तब देशों और सब कार्लोमे मानव-जातिके 
सामने यह आदर्शा बना रहे । पुरुष मानव सदासे विनाशका 
एक महान्‌ साधक रहा हे; पुरुष-संत भी कही कहीं स्खलित हो 
गये हैं | पर संत-महिलाओंमें प्राणिमात्रके लिये करुणा और 
श्वरे प्रति भक्ति सदा अक्षुण्ण रही है! 





~ OE 


र पानव-शरीर मगवानके काम न आया र्‌ 


i 
i 
0 


i काया हरि कै काम न आई । » 
i भाव-भक्ति जहँ इरि-जस खुनियत, तहा जात 
४ लोभातुर हवै काम मनोरथ; 


चरन-कमल खुंदर जहँ हरि के? 
जब लगि स्याम-अंग नहि पण्सत' 


सूरदास भगवंत-भजन तजि? बिषय परम बिष खाई ॥ 
क 


४ 


त 


५2 


क्ट 


अलसाई ॥ 
तहा. खुनत उडि घाई। 
क्यौहूँ न जात नवाई ॥ 
अंधे ज्यों भरमाई । 


--सूरदासजी 





क मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


१] 


४५४ 
प्न 5555455455455:65:444440. द त कक | 
मानव-मन और उसके चमत्कार | 
( ळेखक--श्रीयुगलसिंहजी खीची एम्‌०८०,ब्ार-एट्‌-ला, विधावारिधि ) 
हाभारतके गान्तिपर्वमै कहा गया है-नहि गया है--“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहत: । 
मानुष्यात्‌ श्रेष्ठतरं हि किंचित्‌ । “मानव-जीवनसे बढ़कर संसारमें यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर: ॥? क्षर जगत्‌ और 


अन्य कोई जीवन नहीं है । मनुष्यका मन भगवानकी विभूति है । 
गीताका वचन है- इन्द्रियाणां सनश्चास्मिः-में ( ईश्वर ) 
इन्द्रियोसे मन हूँ । मन ही मनुष्योँके बन्धन और मोक्षका 
कारण माना जाता है- मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध- 
मोक्षयोः । सुख और दुःलके सम्बन्धमै वेदव्यासजी विष्णु 
पुराणम उपदेश देते हैं कि 'मनसः परिणामोऽयं सुख- 
दुःखादिलिक्षणः ।” सुख और दुःखकी भावना मनका ही परिणाम 
है । एक कवि कहता है--“मनके होरे हारे, मनके जीते जीत ७ 
गत महासमरके अवसरपर कही गयी महामना चचिलकी 
यह उक्ति सदा अमर रहेगी कि विजयी होनेकी भाबना हमारे 
मनमै बनी रहेंगी तो अन्ते हमारी जीत अवश्य होगी 
और बार-बार हार होनेपर भी अन्तमै जर्मनोंपर उनकी 
जीत हुई । कविता-कामिनीके संग कारागारमे भी विहार 
करनेवाले कबि रिचर्ड लवलेस ( 1२1०181 Lovelace ) 
की कितनी मार्मिक वाणी है कि (जिसका मन निर्मल और 
प्रशान्त दै, उसके लिये न तो पाषाणकी दीवार कारागार 
है ओर न लोहेकी छे पिंजरा हैं; वह तो उन्हें तीर्थ 
स्थान समझता है |? वह वास्तवमै गीताके इस उपदेशका 
अनुयायी था--“आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न क्किँचिदपि 
चिन्तयेत्‌ ।" अपने मनको आत्मस्थित करके और कुछ भी 
चिन्तन नहीं करना चाहिये। मनकी ऐसी स्थिति हो जाने- 
पर यह जीवन ही स्वर्ग बन जाता है । गीतामें श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
कहते हैं कि 'इहैव तैजितः सगों येषां साम्ये स्थितं मन: 
इस लोकम ही उन्होंने सष्टिको जीत लियाहै। जिनका मन समभाव- 
में स्थित दै । जो मन इतना महान्‌ है, उसकी ति 
दृत्तियोंका संक्षेपतः वैज्ञानिक वर्णन करना और उनके 
विचित्र व्यापारोंकी झाँकी दिखलाना ही इस लु लेलक 
ळक्ष्य हैँ | 
विश्वविख्यात वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स ( Sir 
1825 1९०15 ) का मत है कि “विश्वकी रचना गणित- 
प्रवण दैवद्वारा हुई है, जिसने मानव-मनमै तथा भौतिक 
जगतूमे गणितके नियम अङ्कित किये हैं । गीतामें स्पष्ट TS MU ता 


1, Joad’s Guide to Philosophy, ०. 148 


अक्षर जीवात्मा दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, 
जो तीनों लोकोंमे प्रविष्ट होकर उनका धारण-पोषण करता 
है और जो अविनाशी ईश्वर है। भगवानने जीवात्माको 
अपना ही अंश माना है--यथा 'समेवांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः ।' जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। 
भगवानका अंश होनेमें ही पुरुषकी अगाध शक्तियोंका 
रहस्य निहित हे । पुरुष और पुरुषोत्तमका सम्बन्ध 
विचित्र हे । दोनों ही अनादि और सच्चिदानन्दरूप हँ; पर 
शान) कर्म और व्यापकताकी दृष्टिसि दोनोंमे अन्तर 
है । परमात्मा 'अक्षरादपि चोत्तमः---जीवात्मासे उत्तम 
इसलिये प्रसिद्ध है कि “वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्व. 
व्यापक है एवं उसकी सामर्थ्य अनन्त तथा असीम है । 
“जीवो ब्रह्मेव नापरः' के उपदेष्टा पूजनीय श्रीशंकराचार्यने 
स्वानुभूतिका सार “षट्पदी स्तोन्न' के इस इलोकमें दे दिया 
है-सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न सासकीनस्त्वस्‌ । 
सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः ॥- - अर्थात्‌ दै 
नाथ | भेद दूर हो जानेपर भी मैं तेरा हुँ, तू मेरा 
नहीं है-जैसे समुद्रकी लहरें कही जाती हैं, परंतु लहरोका 
समुद्र नहीं कहलाता |! जिस प्रकार तरङ्गोंकी शक्तिका 
आगार सागर है, उसी प्रकार मानव-मनकी सारी शक्तिका 
खोत इंदवर है | ज्यो ज्यो पुरुष परमेश्वर परायण होता जाता है, 
त्योंत्यो उसका मन निर्मल होकर अधिकाधिक शक्तिशाली 
होता जाता है | इसीलिये पाण्डवानां धनंजयः’, अर्जुनको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने बारंबार उपदेश दिया है--तू 
मिन्मना भव” मुझमें अपना मन लगा | 

'अनासक्तियोग” शीर्षक गीताके अनुवादे महात्मा गांधी- 
ने जीवात्माको अंशरूपी ईइवर और जीवमात्रको ईइवरका 
अवतार कहा है | ससीम होते हुए भी ईश्वरके तेजके 
अंशसे सम्भूत होनेके कारण मानवके मनमै अनेक शक्तियों 
का भंडार है | नमोवाणी (रेडियो ) आकाश चित्र ( टेली" 
विजन )) वायुयान और कृत्रिम उपग्रह) जिनसे समस्त 
विश्व बिस्मयविमुग्ध है--ये सब मानव-मनकी ही उपज 


रन स माका क छे: 
१. अनासक्तियोग, पृष्ठ १८ । 








३ ज्जू 


PK 


% मानव-मन और उसके चमत्कार * 








हें । मनने मननद्वारा ही अनेक अदूभुत आविष्कार कर 
डाले हैं । वास्तवमें सुष्टिक्रा सारा सौन्दर्य मनोभव दै । 
भौतिक विज्ञानकी दृष्टिमे समस्त संसार परमाणुओं 
के अविराम चक्र-नृत्य ( Circling atoms in their 
ceaseless 041९ ) के सिवा कुछ नहीं हे | झाब्द्‌; 
प्रकाश) गन्ध इत्यादि लहरियो ( ४1७1310115) की लीला- 
मात्र दै । ये ही लहरिया मानव-मनके सम्पर्कमे आते ही सरस 
गान) रूप-लावण्य और सुगन्धमै परिवर्तित हो जाती ह | 
मन ही विज्ञानके सूने संसारको रसीला और सुन्दर बनाता 
3 । जर्मन तत्त्ववेत्ता कांट और हेगलने मनकी इस महा- 
नताका प्रतिपादन किया है । 


तुळसीदासजीके भावपूर्ण शब्दोंमें 'इस्तर अंस जीव 
अबिनासीः पुरुष स्थूळ, सूक्ष्म और कारण-- त्रिविध 
आरीरोसे समन्वित है । "एकोऽहं बहु स्यास?--वेदोक्तिके 
अनुसार पुरुष और प्रकृति भगवानकी लीला हैं । गीताके 
त्रयोदश अध्यायमै वे दोनों ही अनादि बतलाये गये हं! 
महर्षि कपिलने 'सांख्य-शास्त्रर में मनको प्रकृतिका एक 
विकार माना है । गीताके 'पुरुषोत्तमयोग' नामक पञ्चददा 
अध्यायमै कहा गया है कि प्रकृतिस्थ पाँचों इन्द्रियों और मनको 
अर्थात्‌ सूक्ष्मदेहको मेरा सनातन अंश जीवात्मा अपनी ओर ्खीच 
लेता हैऔर जब वह शरीर धारण करता है या छोड़ता हैः 
तब वह उन्हे अपने साथ ले जाता है | इससे तीन परिणाम निकलते 
हैं ज्जैसै पारदर्शी शीशेमें सूर्यका बिम्ब या उसकी किरणे 
प्रतिब्रिम्बित होती हैं, वैसे ही सूक्ष्मशरीरके द्वारा ही आत्मा- 
की चेतनता स्थूलशरीरको प्राप्त होती है और उसके जाते 
ही वह पञ्चभूतोका जड समुच्चयमात्र रह जाता है | दूसरा 
नतीजा यह निकलता है कि मनमै संग्रहीत॑ जन्म-जन्मान्तरके 
संस्कार जीवात्माके साथ रहते हैं और उन्हींके कारण वह अपने 
प्रारब्ध और संचित कर्मोका फल भोगता है । कठोपनिषदूमें 
कहा गया है--आत्मेन्द्रिमनीयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीदिणः । 
कर्मौका फल भोगनेवाला जीवात्मा इन्द्रिय और मनसे युक्त 
मनीषियोंद्वारा कह्दा गया है | तीसरा महत्त्वपूर्ण परिणाम यह 
है कि परमात्मामें अवस्थित होनेके कारण समस्त जीव, मन 
और शारीर एकताके सूत्रमे जुड़ जाते हैं; क्योंकि “मया 
ततमिदं सवै जगद॒व्यक्तमूर्तिना! ( ९ | ४ )- मुझ अव्यक्त 
( भगवान्‌ ) से यह समूचा जगत्‌ परिपूर्ण है । ईश्वरके 
तेजांशसे दी मनोयन्त्रका बैसे ही संचालन होता है, जैसे 
आधुनिक यन्त्र बिजलीसे गतिमान्‌ होते हैं ओर यह स्थूल- 





४५५ 


RN र यन 


शरीर मशीनकी तरह मनद्वारा क्रियाशील होता है | इस प्रकार 
संसारकी अनेकतामै एकता प्रकट होती है । “तेह्र नानास्ति 
किंचन'मे यही रहस्य छिपा हुआ है । 


“जेते जन, तेते मन? और 'जेते तन) तेते मन? की 
उक्तियाँ यथार्थ हैं । ऐसा न होता तो किसी एक पुरुषके 
दुखी होनेपर सभी पुरुष दुखी होते और एककी भूख 
मिटनेपर सभीको संतोष हो जाता । पर “मथि सत्रमिदं प्रोतं 
सूत्रे मणिगणा हव ।? ( गीता ७ । ७ ) अर्थात्‌ यह समूर्णजगत्‌ 
सूत्रमे मणियोके सहृ मुझ ( ईश्वर ) में गुंथा हुआ है-- 
यह वचन जनौंमें मनोमे ओर तनोंमिं एकत्वका भाव भरता 
है । इसी आधारपर मनका मन साक्षी माना जाता है और 
“वौ सयानोंका एक मत? व्यक्त होता है । एक मनको 
पहुँच दूसरे मर्नोपर बिना किसी माध्यमके होनेके अनेक 
उदाहरण हैं । जनता-विमोहन ( M255 hypnotism ) 
का यही आधार है । इस सम्बन्धमें स्वामी विवेकानन्दका 
एक अनुभव नीचे दिया जाता है । उन्होंने सन्‌ १९०० में 
अमेरिकाकै एक नगरमे अपने भाषणमें जो विचित्र बातें 
कहीं, उनका अनुवाद अंग्रेजीसे हिँदीमै इस प्रकार है 

“मार्तमे मैने एक बार ऐसे महात्माके बारेमे सुना) जो प्रश्न 
का उत्तर प्रश्‍न सुननेसे पहले ही बता देता था । कुछ भित्रोके 
साथ मैं उसके पास पहुँचा । हममेंसे प्रत्येकने अपना प्रश्‍न 
मनमै सोच रखा था और अपना अपना प्रश्‍न कागजपर 
लिखकर जेवमे रख लिया था। ज्यों ही हम वहाँ पहुँचे, 
उसमे हमारे प्रशन और उनके उत्तर देना शुरू क्रिया । 
फिर उसने कागजपर कुछ लिखा; उसे मोडा और उसके 
पीछे मुझे हस्ताक्षर करनेको कहा और उसे बिना पढे ही 
जेब्रमै रख लेनेका मुझे आदेश दिया । ऐसा ही उसने हममे 
मे प्रत्येकक्रे साथ किया । वादे उसने हमारे भविष्यकी कुछ 
बातें बतलायीं) फिर उसने कहा कि “अत्र किसी भी भाषाका 
कोई शब्द या वाक्य तुमलोग अपने मनमै सोच छो |? 
मैंने संस्कृतका एक लंबा वाक्य सोच लिया । वह संस्कृत 
बिल्कुल नहीं जानता था । उसने कहा कि “अब अपनी 
जेबका कागज निकालो ।? वही संस्कृतका वाक्य उस कागज" 
पर लिखा था और नीचे यह नोट था कि जो कुछ इस 
कागजपर लिखा गया है, वही यह पुरुष सोचेगा । यह 
बात उसने कागजपर एक घंटे पहले ही लिख दी थी। 
फिर हममैसे दूसरेको, जिसके पास उसी तरहका कागज था) 
कोई एक वाक्य सोचनेको कहा गया । उसने अरब्रीभे 


४५६ 





कुरान-शरीफका एक फिकरा सोचा । अरबी भाषाका जानना 
तो उसके लिये और भी असम्भव था । किंतु मेरा मित्र क्या 
देखता है कि वही वाक्य कागजपर लिखा है । हसर्मेसे 
तीसरा था डाक्टर । उसने जर्मन भाषाकी डाक्टरी पुस्तक- 
का वाक्य अपने सनमै सोचा । बही वाक्य उस कागजपर 
लिखा था । यह सोचकर कि कहीं पहले मैंने धोखा तो 
नहीं खाया, कई दिनों बाद मैं दुसरे सित्रोंको साथ लेकर 
फिर उसके पास गया । इस बार भी उसने वैसी ही 
आश्चर्यजनक सफलता पायी ।? 


अपनी इस अनुभूतिपर उसी व्याख्यानर्म प्रकाश डालते 
हुए खामीजीने कहा कि “यहद सारा अद्भुत सामर्थ्य मनुष्य 
के मनमें अवस्थित है। प्रत्येक मन दूसरेसे संलग्न है और 
प्रत्येक मन चाहे जहाँ रहनेपर भी सम्पूर्ण बिशवके व्यापार- 
में प्रत्यक्ष भाग ले रहा हे । मन एक अखण्ड वस्तु है और 
इस अखण्डताके कारण ही हम अपने विचारोंको एकदम 
सीधे; बिना किसी माध्यमके आपससें संक्रमित कर सकते हैं | 
गत सितम्बर मासमै रूसके सरकारी समाचारपत्र 
( 12887 ) के आधारपर यह समाचार प्रकाशित 
हुआ था कि रूसके -वैशानिकोंने मनके विचारकी लहरों 
( Vibrations) की खोज की है और यह निदर्शन 
( Demonstration ) किया गया कि संचालकके मन- 
में विचार आते ही नस्यन्त्र ( २०७०६ ) ने ग्लासको मुह्ीमे 
पकड़ लिया । स्वामी विवेकानन्दने किसी प्रसङ्गपर कहा था 
कि “यदि गुफामे भी निर्मळ मनमें कोई उच्च विचार उठे तो 
वह समस्त संसारमै लहरें उत्पन्न कर देता है और तदनुसार 
कार्य हो जाता है । सत्य है, संत सर्वकाल और देशका द्रष्टा 
होता है । कवीन्द्र खीन्द्रने भी कहा है कि “विश्वसन 
और मेरा मन एक है । मनके भीतर एक दिशा है, जो सर्द 
मानव-चित्तकी ओर जाती है और सत्यका विस्तार विश्वमनमें 
है, जहाँका प्रकाश आश्चर्यजनक है |? 





जब दो पुरुष सम्प्कमे आते हैं, तब एक दूसरेके मनके 
प्रभाव परस्पर आदान-प्रदानकी प्रक्रियामै प्रबत्त होते हैं | 
इसी प्रक्रियाको विचारसंक्रमण ( १९1९2६1 ) कहते 
हैं । प्रत्येक देश और कालमें अनेक ऐसी घटनाएँ होती हैं कि 
सात समुद्रपार होते हुए भी प्रियजनके मनमें जो तीव्र भाव 
उठते हैं; उनका प्रभाव उसके परिवारपर तत्काल देखा जाता 
है । द्वितीय संसार-समरमें वायुयानसे आहत होकर प्रशान्त 


चण्याच्या चय कि 


1. Hindneteo Times ( Delbi ) D. 9-9-53 


* मानव दही जो स्वार्थ लज होता पथिक परमार्थका + 


--:>>>>>>>>>< 


क 
“महासागरमै एक इकलौता पुत्र अपनी माताका स्मरण करता 
हुआ मरता है और लंदनमै स्थित उसकी मॉके मनमै ए 
चिर-निद्रामे सो जानेका भाव उठता है | अनेक भदो 
सजनोंके अनुभव हैं कि पावन स्थान या पूतात्मा सेङ 
सम्पर्कसे उनके सनमें पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं | पॉल ब्रन 
नामक अगज साधकने अपनी पुस्तक “गुप्त भारतकी खोज) । 
(A Search into Secret India) में महर्षि रमणसे भेट 
करनेके सम्बन्धे लिखा है कि “महर्षि मेरे मनके अनतरतमको 
देखते हुए जान पड़ते हैं; उनकी रहस्यमयी दृष्टि मेरे विचार| 
और मेरी कामनाओंको वेध रही है और धीरे-धीरे मेरै अंदर 


कप 
3) 


महान्‌ परिवर्तन हो रहा है । एवं मुझे ऐसा जान पड़ता है कि 


महर्षिने मेरे मनके साथ अपनेको जोड़ दिया है |? माता; 
पिता और गुरुको शुभ कासनाओंका भी प्रभाव मानव-मनपर 
अद्भुत होता है । तन्त्रके ग्रन्थोके अनुसार शान-चक्षु-सग्यत्र 
गुरु शक्ति-दीक्षाद्वारा शिष्यके मनमै अपनी शक्ति पहुँचाकर 
धर्मभाव जाग्रत्‌ कर देता है । शाम्मवी दीक्षाद्वारा गुरु शिष्यके 
मने ज्ञान उदित कर देता है और बिना सिखाये ही बह 
आसन और प्राणायाम आदि क्रियाएँ अपने-आप करने लाता / 
है |# स्वप्न; जिसे छान्दोग्य-उपनिषदूने आत्मा और सूक्ष्म 
शरीरकी संधि कहा है, मानव-मनको भविष्य-भेदनकी शक्ति 
प्रदान करता है | प्रो० जे० बी० राइन ( J.B. Rhine), 
जो अमेरिकाकी ड्यूक यूनिवर्सिटीस अतीन्द्रिय मनोविज्ञान 
( Parapsych०]०5) की प्रयोगञ्ञाळाके संचालक हैं, अपनी 
पुस्तक “मनको पहुँच? ( The Reack of the Mind) 
में लिखते हैं कि भविष्य घटनाओंवारे सत्य खप्न सिद्ध करते 
हैं कि मानवर्मे ऐसा तरव है) जो दिक और कालसे अबाधित 
है और वह अभौतिक या आध्यात्मिक तत्त्व है । मेशिडेंट 
अब्राहम लिंकनको सन्‌ १८६५ के अप्रेलमें स्वप्न आया कि 
वे एक हत्यरेद्वारा मार दिये गये और उन्होंने यह बात अपने 
जीवनी-लेखक वार्ड छैमन ( Ward Lam01 ) से कही | 
इस स्वप्नके कुछ दिनों बाद ही उनकी हत्या की गयी | 


पूर्वलिखित विवेचनों और उदाइरणीसे प्रकट होता है कि 

जिन प्रभावोसे मानव-मनमै अनेक प्रक्रिया टॅ. होती हैं और विविध 
चमत्कार दिखलायी देते हैं, वे अगोचर या इन्द्रियातीत होते 
हैं | इसी प्रकारके प्रभाव मनुष्यके पूर्व-जन्मके संचित-संस्कार 
उसके मनमै उत्पन्न करते हैं । जन्म-जन्मान्तरके अनुमव सूक्ष्म 
क तत पा HM 


रै रामकृष्ण स्वरितायृत ( सरस्वती सीरीज ))१४ १ १५-१ १६ । 


दी 
१ 








कँ भान 


ONS तिल 





शरीरमै संचित रहते हैं । पर्व-जन्सकी स्मृतिकी घटनाएँ प्राय 


समाचार-पत्रोमें प्रकाशित होती रहती हैं । श्रीकृष्णमगवानने 
कहा है-- 
तत्र तं बुद्धिलंयोग॑ लभते पोवदेहिकम्‌। 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ 


हे अर्जुन ! ( ज्ञानवान्‌ योगीके ही कुलमें जन्म लेनेवाला 
योगभ्रष्ट ) वह साधक पूर्वजन्मके घुद्धिसंस्कार प्राप्त करता 
है और फिर वह मोक्षके लिये आगे बढ़ता है । प्रतिभाशाली 
पुरुषोंके चमत्कारोंका खोत ये ही संस्कार हैं । 

मनके अगोचर संस्कारोंके पश्चात्‌ उसके गोचर अनुभवो- 
का कुछ वर्णन करना आवश्यक है । यहीँसे वह विषय-बारिधि 


आरम्भ होता है, जिसके वीचि-विलासमें सानव-मन विमुग्ध और 
बिमूढ हो जाता है । आत्मा रथी शरीर-रथमें बेठा हुआ 


झाकता रहता है, जब चञ्चल मनको इन्द्रियरूपी घोडे बरस 
विषयोंकी ओर खींच ले जाते हैं | इन्द्रियजन्य अनुभवोंके 
प्रकरणमें मनके तळ और अन्तस्तल- दो अंश हैं । इन्द्रियो 


` द्वारा ही मन बाह्य जगतूसे सम्पर्क करता है । पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ 


जगतूके संदेश मनमें लाती हैं अर्थात्‌ उसकी क्रियाओंका 
प्रत्यक्ष बोध प्रदान करती हैं और जगतूपर मनकी प्रतिक्रिया 
कमेन्द्रियोंद्वारा सम्पादित होती है । मस्तिष्क ( 87217 ) 
मानव-मनका कार्यालय है, जिसमें आधुनिक विज्ञानके अनुसार 
तीन अरबके लगभग कोष ( 06115 ) या कलक काम करते 
हैं । जिस प्रकार ग्रामोफोनकी चूड़ी (1२७००४१) पर अङ्कित 
ध्वनिके संस्कार सर्वदा स्थिर रहते हैं; उसी प्रकार किसी 
इन्द्रियद्वारा जो. संस्कार किसी कोषपर पड़ता है बह मनमै 
सदा बना रहता है । जिन अनुभवोंका बोध रहता दै, वे मनके 
तळपर तैरते रहते हैं और जो विस्मृतिमे विलीन हो जाते 
हैं, वे भी अन्तस्तलकी गुफामें बने रहते हैं और तलपर आने- 
की प्रतीक्षा उन्हें बनी रहती है । जैसे दमन-चक्र या सैनिक 
शासन ( \7६।०] 1,497 ) के समय कतिपय लोग छिप 
जाते हैं, वैसे ही कुछ अनुभव प्रच्छन्न रूप धारण कर लेते 
हैं। प्रो० मेकडूगन ( 11८ 7०५४०० ) ने मानव-मनकी 
उपमा समुद्रम बहती हुई हिम-शिलासे दी है, जिसका तळ या 
सतह स्वल्प अंश दै, पर विशाल भाग तलके नीचे रहता है । 
हमारे अनुभवोंका लघु अंश मनके चेतन-स्तरपर हे, पर 
बृहदंश तो उसके अन्तस्तल या अबोधावस्थामँ विलीन है | 
मनकी अनेक दबायी हुई कामनाएँ, भय, क्रोध, रागद्वेष 
इत्यादिके आवेश ( 10०5 ) इसी अन्तस्तलक्े 


मा० अं० ५८-८ 





श्र प 
“घन आरि उसके चम्ृत्कार ॐ 


डं५७ 


तहखानेमे निवास करते है और अनुकूल परिस्थिति प्रास 
होनेपर सबोध तलपर प्रादुर्भूत होते है । वे ही मानसिक रोग 
या सानस-ग्रन्थियों ( १1७118] (201111९565 ) के मूल है 
किंग्स कालेज लंद्नके विख्यात मनोविज्ञान-विशारद प्रो०एवलिंग 
( ह. 4४९६०९ ) ने सन्‌ १९३१ में “मानसिक विश्लेषण? 
(?57॥०-8॥१1४७5) पर अपनी व्याख्यान-मालामे एक 
विचित्र घटनाका वर्णन किया । प्रथम महासमरमें जर्मनोंके 
वायुयानोंसे बमवर्घा होनेकी सूचना पाते ही जब अंग्रेज- 
सेना खाइयोंमें प्रविष्ट हुई, तब एक कप्तान भीतर जाते 
ही बेहोश हो गया । हिपनोटिज्मद्वारा उसके विलीन 
संस्कारोंका विश्लेषण करनेपर पता चला कि जब 
वह बारह वर्षका बाळक था, तब धरके चिथड़े बेचनेके 
ल्यि एक कबाड़ीकी अँधेरी कोठरीमें पहुँचा । लौटते 
समय द्वारपर एक डरावना कुत्ता उसपर टूट पड़ा और 
मयके मारे वह संज्ञाहीन हो गया । 


यञ्चवे आजने ळग्नः संस्कारों नान्यथा अवेत्‌ ॥ 


“जिस प्रकार नये बर्तनपर लगा हुआ निशान टिक जाता 
है, उसी प्रकार बाल्यकाळके संस्कार स्थायी हो जाते हैं ।' 
वह बालक इस भयंकर अनुभवको भूछ गया, पर उसके 
स्नायु-मण्डलपर उसका संस्कार जम गया | अन्धकारमय 
खाईका द्वार और बम-वर्षाकी भीति--वही समान परिस्थिति- 
का पुनरावर्तन दोनेपर उसकी नसोंमे वही पुरानी प्रतिक्रिया 
हुई । विश्लेषणात्मक मनोविज्ञानवेत्ता डा० रिवस (Rivers) 
ने उसके मनमें साम्य-अवस्था (Mental Fquilibrium ) 
लानैका एकमात्र उपचार यह सम्पन्न किया कि उसे पूर्व 
परिस्थितिका ज्ञान कराया और वह खस्थ हो गया । गीताका 
वचन है 

ज्ञानारिनिः सर्वकर्माणि अस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 

“ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्मोको भस्म कर देती है |? 


डा० फ्रॉयड ( £7९५१ ) ने बाल्यकालके संचित 
संस्कारोंकी ओर ध्यान आकर्षित कर संसारकी सेवा की है | 
उसका मत है कि जो बासनाएँ नीतिके विरुद्ध या समाजके 
प्रतिकूल होती हैं, उनका दमन किया जाता है, अतः 
अज्ञात मन ( ए1:८01501005 ) में चली जाती हैं । उसने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वप्नविचार! ( he Interpretation 
01 D7९4) मै लिखा है कि मनुष्यकी निरुद्ध बासनाए, अशात 
मनोजगतूसे निकलकर खप्न-संसारमें अपनी संतृष्टिकी चेष्टा 


४५८ 





करती हैं | वे वेष बदलकर घूसनेवाले चोर-डाकुओंकी तरह 
विचित्र रूपोंमे प्रकट होती हैं । स्वप्नकी अधिकतर इच्छाओं- 
को उसने काममूछक माना है । उसने अज्ञात मनोव्यापारके 
चमत्कारके कई दृष्टान्त अपने ग्रन्थ “दैनिक जीवनके मनोरोग? 
( The PsychorPalthology of Everyday Life) 
में दिये है यथा वादेको भूल जाना, अचानक किसीके प्रति 
क्रोध या प्रेम होना, बीती बातका बहुत दिनो बाद सहसा 
स्मरण, पत्रका उत्तर या पता लिखना भूल जाना; कुछ-का- 
कुछ कह देना इत्यादि सारी क्रियाएँ. अज्ञात मनके व्यापारोंके 
कारण होती हैं । एक बार किसी संस्थाका उद्घाटन करनेके 
लिये किसी ऐसे महानुभावको निमन्त्रित किया गया, जिनके 
चित्तम उसके असफल हो जानेकी हढ धारणा थी। 
ब्याख्यान देते समय उनके मुखसे “उद्घाटन? के स्थानमें 
“मैं इस संस्थाको बंद करता हूँ? ये शब्द सहसा निकल पड़े । 
फ्रॉयडका निष्कर्ष है कि अज्ञात मनमै छिपी हुई धारणाने 
यह प्रभाव दिलाया । उसने बालकका प्रारम्भिक जीवन 
बहुत महत्वका माना है; क्योकि उस समयके बातावरण 
और उसके साथ किये गये व्यवहारोंकी अमिट छाप उसके 
मनपर बैठ जाती है एबं तत्कालीन अनुभर्वोके अनुसार ही 
प्रायः उसके जीवनःप्रवाहकी गति निर्धारित होती है । वह 
काम-वासनाका परिष्कार ( 8101118101 ) मानता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा दै--धमाविरुद्धो भूतेषु कामोऽ- 
स्मि । ( गीता ७। ११ ) अर्थात्‌ प्राणियोमे धर्मके अनुकूल 
काम में हूँ । 
आत्मबलसे मनोबल प्राप्त होता है । योगके अष्टाङ्गं 
आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनेके लिये पाँच यम- अहिंसा, 
सत्य, ब्रझचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह तथा पाँच नियम-- 
शौच) संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरचिन्तन मुख्य 
माने गये हैं । आसन और प्राणायामद्वार तन और मन 
दोनों ही विमल और सबल हो जाते हैं प्रत्याहारके सफल 
होनेपर सब इन्द्रियाँ वशीभूत हो जाती हैं । धारणासे चित्त 
निर्वात दीपककी तरह एकमात्र ध्येयमे अवस्थित रहता है। 
पातञ्जल योगसूत्र देशबन्धश्चित्तस्य धारणा? की व्याख्या करते 
हुए, व्यासजीने अपने भाष्ये लिखा है कि 'नाभि-चक्र, हृदय- 
कमल; ज्रमव्य, जिद्ाग्र इत्यादि स्थानोंमें चित्तका खिर होना 
धारणा दै ।' जिस स्थानमै साधक चित्तकी धारणा कर चुका 
है, उसमे ध्ययक ज्ञानका एकतानता या एकाग्रता ध्यान 
कहलाती है । जब यह ध्यान इतना प्रगाढ हो जाता है कि 


ओ मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








स्य | 
ध्याता; ध्येय और ध्यानकी त्रिपुटीका ज्ञान छस हो तह, | 
समाधि सम्पन्न होती है। धारणा; ध्यान और समाधिकी समिन 
“संयम? कहा जाता है । भोजदेवक्कत “राजमार्तण्डः ड. । 
योगसूत्न-बत्तिमें इन तीनों अङ्गोंको “तान्त्रिकी संज्ञा’ कहा है। 
चित्तकी ब्रृत्तियाँके निरोधसे ही जीवात्मा आत्मस्वरूपमे खित 
हो सकता है । 
योगके अष्टज्ञोके उपर्युक्त वर्णनका तात्पर्य यह है कि. 
आत्मा, मन और शरीरका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । गीताके 
ध्यानयोग नामक छठे अध्यायमे यह सम्वन्ध स्पष्ट रूपते 
समझाया गया है । योगशाछ्ाके 'विभूति? पादमें बतलाया 
गया है कि “संयम? द्वारा योगी अणिमा, लघिमा, महिमा 
इत्यादि सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है । मनोबल प्राप्त होनेर | 
साधक अनेक चमत्कार दिखा सकता है । शारीरके रूपे 
संयम करनेसे योगी अन्तर्धान हो जाता है । बलोमे संयम 
करनेसे हस्ती आदिका बल प्राप्त होता है । भीमके अतुल 
बलका यही रहस्य है | सूर्यमे संयम करनेसे भुवन-ज्ञान होता 
है-“शुवनज्ञानं सुथे संयमात्‌? ( योग० ३ । २४) | व्यासदेव 
अपने भाष्यमें लिखते हैं कि इस प्रकार योगीको सब लोकोंका | 
शान प्रास हो जाता है । नाभि-चक्रमे संयम करनेसे शरीरस्य 
सम्पूर्ण पदार्थोका ज्ञान हो जाता है । कण्ठकूपमें संयमसे भूख ` 
प्यास निवृत्त हो जाती है | कपाळके ब्रह्मरनभ्रमे संयम करने: 
से सिद्धोंका दर्शन होता है। प्राण, अपानः उदान; समान और 
व्यान नामक बायुओंमें संयम करनेसे योगी जल) कीचड़ और | 
कण्टर्कोपर यथेच्छ गमन कर सकता है और मृत्यु भी उसके 
बरामें हो जाती हे । सिखरुरु अर्जुनदेवके कालम मिद्री 
खोदते समय समाधि लगाये एक साधु बैठे पाये गे । 
उन्होंने अम्नृतसरका जो वर्णन किया था, उससे विदित हुआ 
कि वे सैकड़ों बरसोंसे समाधिमग्न थे | आकारा और शरीर 


' सम्बन्धका संयम करनेसे रूईकी भाँति हल्का होकर योगी 


आकाशमै उड़ सकता है । तिब्बतमै जहाँ मठोंमें योगा । 
भ्यासका प्रचुर प्रचार है--योगी लामा अब भी उडते हर... 
देखे जाते हैं | यह लघिमा सिद्धि कहलाती है | अणिमा 
सिद्विसे विशाळ शरीर भी अणुके समान बनाया जा सकता 


है और महिमासे ल 
है और महिमासे पर्वत आदिके समान होनेकी क्षमता आ. 


जाती है । हनुमानजीको ये सिद्धियाँ प्रास थीं । 

लिखा है-- 

जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा । ताझु हुशुन कपि रूप दिखावा ॥ 
धट फिर लघु रूप धारणकर उडते हुए वे लकी 
पडुच गये | संक्षेपतः यह कहना पर्यास है कि सांख्य-प्रवरचरन 


Fe rns SH rrr 


क्य वया 


+ विज्ञान और मानव-मनकी अद्भुत शक्तियाँ * 











त? 
भाष्यमै विशान-मिक्षुने “नास्ति योगसं बरम सं सागरको 
गागरमे भर दिया दै । यदद विचित्र बल अभ्यास और वैराग्य- 
से प्रत्येक मनुष्य प्राप्त कर सकता है । चित्तबृत्तियोंका 
निरोध ही योग है । 





8५९. 





कविवर 'निराळाः की निराली कबितासे यह लेख समाप्त 
र 
किया जाता है-- 
चेतनाका सुंदर इतिहास, अखिर मानव मार्द्रोका सत्य \ 
बिद्वके हृदस-पटर पर दिव्य अक्वररोस अङ्कित हो नित्य ॥ 


मानवताका मूल आत्मबल और मनोबल है। इन. शक्तिके विद्युत्‌ कण जो व्यस्त, बिकल बिखर हैं हो निष्पाण \ 
बोद्वारा ही विश्वकी समस्त शक्तियोका समन्वय होता है । समन्य उनका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाय ॥ 
GF 


(५ 


विज्ञान और मानव-मनकी अद्भुत शक्तियाँ 


( छेखक--डा० एच्‌० वेदान्त शाखी) एम्‌» ५०) डी० फिल० ) 


एक प्रसिद्ध अंग्रेज कविने एक बार कहा था कि “सेरा 
मन मेरा एक राज्य है ।? हाँ, मन अवश्य एक राज्य है। 
जैसे राजनीतिःविज्ञान पार्थिव राज्यसे सम्बद्ध है, वेसे ही 
मनोविज्ञान मानस राज्यसे है । अति प्राचीन काळसे इस 
विशाल राज्यमें अनुसंधानका कार्य चल रहा है । 

पाश्चात्य जगत्‌मै मनोविज्ञान बड़ी तेजीके साथ आगे 
बढ़ा है । फ्रायडके विचारोने तो एक नया रास्ता ही खोल 
दिया है । मनःशक्ति सचमुच ही कोई चीज है) केवल 
दार्शनिकोंका खप्न नहीं । 

मनके तीन स्तर हैं--चेतन, सुप्तचेतन और अचेतन । 
हमारे पूर्वाचार्य इससे अनमिज्ञ नहीं थे । वात्स्यायनने यौन 
मनोविज्ञानके क्षेत्रमै किस प्रकार मनोद्वत्तियाँ कार्य करती है, 
इसका निर्देश किया है । 

न्याय और वैशेषिकदर्शन जड प्रकृतिको दी विशेष 
रूपसे लेकर चले हैं, मनके विषयसे उनका सम्बन्ध बहुत कम 
है । मन देशकी दृष्टिसे आकाशमै अणु-परिमाण है, इतना ही 
कहकर वे संतुष्ट हैं । 

सांख्यदर्शन बहुत कुछ भौतिक प्रकृतिके परेकी सत्ताका 
विचार करता हे । न्याय-वेशेषिकके मनके देशगत-सम्बन्धी 
परिमाण-निर्णयकी वह नहीं मानता। मनको वह देशकी इष्टिसे 
मध्यम-परिमाण मानता है। अतः न्याव और वेशेषिककी अपेक्षा 
इस श्यास्रके अनुसार मनकी शत्तिमत्ता अधिक दै | 

पर इस विषयमे सबका एक मत है कि मन सब 
इन्द्रियोंका राजा है और इस मनरूपी माध्यमके बिना कोई 
ज्ञानेन्द्रियाँ अपना काम नहीं कर सकती अर्थात्‌ किसी 
खेषयकी प्रतीति जीवको नहीं करा सकतीं | 

वेदान्त इन्द्रिय-सम्पकशून्य सनकी दो अवस्था मानता 





है--स्वप्नावस्था और सुघुति-अवस्था । खप्नावखामेँ निद्रा 
अथवा निद्रा-जैसी किसी इत्तिके कारण सारी इन्द्रियाँ सोयी हुई 
रहती हैं और मन सचेतन-रूपसे कार्य करता है | तुपुक्तिपै 
भी इन्द्रियाँ तो सुप्त रहती ही हैं; मन भी सुप्त चेतन-अवखार्मे 
रहता है । 

वेदान्तका मुख्य उद्देश्य हे--आत्मानुभूतिका अपरोक्ष 
ज्ञान, उस आत्माका, जो मनकी पकड्के बाहर है । 
“यन्मनसा न मजुते येनाइुमंनो सतम्‌ |! अतः मनकी सूक्ष्म 
वृत्तियोंका अनुसंधान इसमें नहीं किया गया है; परंतु फिर भी 
इस बातपर जोर दिया गया है कि मनके द्वारसे ही ब्रह्मका 
अनुभव किया जाता है--मनसेवालुद्ृषब्यः । इस प्रकार 
वेदान्तमें मनके दो पक्ष है--एक वह; जो आत्मानुभव करनेमे 
असमर्थ है और दूसरा वह, जो समर्थ है । 


वेदान्तके अद्वैतःसिद्धान्तमे भी सनका बहुत बड़ा महत्व 
है। इस सिद्वान्तमे जगत्‌ मिथ्या है, केवल स्वञ-जगतूके 
ठुल्य है। योगवासिष्ठ ( उत्पत्ति ३। २५ ) में कहा गया 
हे--'मनोमात्रमतो विउ यदू यञ्जातं तदेव हि।'- विश्व 
केवळ मन ही है; जो-जो कुछ उत्पन्न है; वह सब मन ही 
है । योगवासिष्ठमे तो नहीं, पर पतञ्जलिके योगसूज्रोंमे मनकी 
अद्भुत शक्तियाँ वर्णित हैं । 


अन्य सभी दर्दानोंके समान योगदर्शनका भी उद्देश्य 
आत्माकी अपरोक्षानुभूति ही दै | परंत यह अनुभूति मनके 
द्वारा ही प्राप्त करनी है, अतएव योगसूजोमै मनको विशेष 
महत्त्व दिया गया है । श्रीमद्धगवद्रीताके छठे अध्यायमें 
योगकी एक झलक दिखायी गयी है, पर मनःशक्तिके बारेमे 
उसमे विशेष कुछ नहीं कहा गया है । परंतु योगसू्चोरमे 
प्रधानतया मनका ही निरूपण दै अतः मनकी सूक्मताओंका 


क मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








इसमें विवरण है । बृहदारण्यक-उपनिषद्के पक पण न त याया मनः? 
इस वचनसे प्रभावित होकर योगसूत्र यह निर्देश करते E 
कि मनकी असीम क्षमता है और परिमाणकी दृष्टिसे भी वह 
अनन्त है | इसकी क्षमता जो सीमित-सी प्रतीत होती 
है, इसका एकमात्र कारण यह है कि सत्त्व, रज और तम-- 
इस गुणत्रयने इसे सीमित कर दिया है; क्योंकि मनमै ये तीनों 
ही गुण व्याप्त हैं । मन यदि पूर्णतया सच्त्वप्रधान हो, जिस 
अवस्थामे अन्य दो गुण नीचे दबे रहते हैं, तो मन सर्व 
शक्तिमान्‌ हो सकता है--यह योगदर्शनका सिद्धान्त है । 
पतञ्जलि केवल सिद्धान्तवादी नहीं; व्यावहारिक मी हैं और 





इसलिये उन्होंने अपने योगसूत्रोंके चार पार्दोमि आगे क्ल 
हुई साध्य-साधनसम्बन्धी चार बातोंका निरूपण किया है. 
( १ ) समाधि अर्थात्‌ योगकी स्थितिका स्वरूप, 

साधना अर्थात्‌ समाधिलाभ करनेके साधन और माग, 
( ३) विभूति अर्थात्‌ विविध मनःशक्तियाँ, जो इस साधनाहे 
संवर्धित होती हैं और ( ४ ) कैवल्य अर्थात्‌ मुक्तिको 
परमावस्था । विज्ञान और मनकी अद्भुत शक्तियोंके सम्बन्ध 
द्वितीय और तृतीय पाद सबसे अधिक महत्त्वके हैं | इस विषयमे 
पतञ्जलि जो सूत्र लिख गये हैं, उनके आगे या उनसे अधिक 
और किसीने कुछ नहीं कहा दै । 


(>, <> = = 
श्रीमद्भगवङ्गीताके अनुसार मानवताके आदर्श और लक्षण 


( लेख़क--डा० एच० वेदान्त शास्त्री, एम्‌. ए०, डी० फिल० ) 


मानवतासे मानवप्रक्कतिका वह अङ्ग, मानबका वह 
लक्षण अभिप्रेत है, जो अन्य प्राणियोसे उसे पथक्‌ करता है। 
वह क्या है ! विष्णुशर्माने यह प्रतिपादित किया है कि आहार, 
निद्रा, भय और मैथुन-:-समी प्राणियोर्म समान हैं; धर्म ही 
एक ऐसी वस्तु है, जिसका सम्बन्ध मानक-प्राणियासे ही है और 
जो पशुओसि मानवकी विशिष्टता प्रकट करती है । 
वह धर्म क्या है ! 
कणादका वचन है कि धर्म वह है; जिससे अभ्युदय और 
निःश्रेयसकी प्राप्ति हो | इसका मार्ग क्या है! धर्मकी ओर 
ले जानेवाले मार्गके ही सम्बन्धमें नहीं, धर्मके स्वरूपके सम्बन्ध 
भी बहुत मतभेद है । 


आर्यौके परम्परागत सनातन ज्ञाननिधि वेद हैं--वेदोंका 
कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनों | कर्मकाण्डे इहलौकिक 
जीवन तेजस्वी और सर्वाज्ञ-सुख-सम्पन्न बनाने तथा परलोके 
आनन्दमय जीवन-लाभ करनेके विधियुक्त कर्म बतलाये गये 
हैं । यह स्वर्ग-साधक कर्मका प्रतिपादक है । इसके विपरीत ज्ञान- 
काण्डका प्रतिपादक शांकर वेदान्त बौद्धमतसे प्रभावित होकर 
इस जगतका अस्तित्व ही नहीं मानता और ब्रह्मके नामपर 
शून्यवत्‌ किसी सत्ताका प्रतिपादन करता है | इस सत्ताके 
साथ एकीभूत दोनेके लिये जो साधन आवस्यक होता है; 
वह है ज्ञान । 

मनीषियोंकी एक तीसरी श्रेणी है, जो जगतूका अस्तित्व 
तथा ख्युण-साकार ईश्वरकी सत्ता मानती है | भक्तिके द्वारा 


ईश्वरका साक्षात्कार होता है | पर इस भक्तिके अनेक प्रकार 


हैं। इनमें मतैक्य नहीं है। इससे भक्तिके अनेक सम्प्रदाय बन 
गये हैँ । 


इन बिविध मतोंमेसे दो बातें प्रधानतया सामने आती हैं-- 


इहलोक, इसमें अभ्युदयका होना कञ्चन और कामिनी: 
पर अवलम्मित है | 

परलोक, अर्थात्‌ निःश्रंयस कनक और कान्ताके त्यागपर 
निर्भर है । 

सभी धर्मग्रन्थ और सभी सम्प्रदायोंके मनीषी अपनी- 
अपनी साम्प्रदायिक पद्धतिका निर्देश करते हैं, पर मानवताका 
पथ गीताके सिवा अन्यत्र कहीं भी वैसा स्पष्ट नहीं दीख पड़ता | 


केवल भगवद्गीताने ही मानवताका पथ निर्दिष्ट किया 
है | इसी पथको हम धर्म कह सकते हैं | यह सर्वसामान्य 
जनताके लिये है, चाहे किसीका धर्ग-सम्प्रदाय कुछ भी हो 
और कोई कहीं भी रहता हो | गीता ही सारे जगतूमें एक- 
मात्र ग्रन्थ है, जो विश्वधर्मका प्रतिपादक है | विश्वधर्म ही 
मानवता है । मानबताके आदर्श और लक्षण किस प्रकार 
गीतामै बतलाये गये हैं, अब यह देखना चाहिये । 

गीताने इस जगतूकी उपेक्षा नहीं की है, जैसी कि योगाचारी 
और माध्यमिक बौद्धोने की है, न परलोककी ही उपेक्षा की 
जेसी कि चार्वाकोने की है। गीताने इन दोनोंका समन्वय साधा 
है और यही सानवताका बीज है | 


~ 


gf 


८६ 


MC. 





# सानव-जाति और मानवका लक्ष्य ॐ 








मानवता क्या है, इसे स्पष्ट करनेके लिये गीताने १६ वें 
अध्यायमें मानवके दो भेद किये हैं-दैव और आसुर । 
आसुर मानवरूपमे रहता हुआ भौ अमानव है और देव 
मानवताकी निधिका पात्र है । दैव-मानव होनेके लिये नीचे 
दिये हुए लक्षणोंका अभ्यास आवश्यक है-- 

अस्रयं सस्वसंशुद्विज्ञीनयोगाब्यवस्थितिः । 

दानं दसश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवस्‌ ॥ 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपै शुनम्‌ । 

दया भूतेष्वलोलुप््वं सार्दव॑ हीरचापलमू्‌ ॥ 

तेजः क्षमा तिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 

( गीता १६। १-३ ) 

यह मोक्षकी साधन-सम्पत्ति है | ( १६ | ५) 

मानवताके यें ही लक्षण हैं | इन्हींसे मानव-जीवन सुन्दर- 
सुखद होता है और यदि यह सुन्दर-सुखद है तो इसमें 
कहींसे मी नैराश्य; आलस्य और अकर्मण्यताको नहीं घुसने 
देना चाहिये । यह तेजस्वी, उत्साहपूर्ण, शमेच्छासम्पन्न और 


४६१ 





कर्तव्यपरायण होना चाहिये । एक ही बातसे इसमें 
बचना है । वह है वासना--कामना । 

इस पथपर राग-द्वेषवियुक्त होकर अपने कर्तव्यका पालन 
करना है । धन और ख्नीका भी त्याग नहीं है; यदि वे धर्मके 
अविरुद्ध हों । (गीता ७ | ११ ) 

अतः मानवतासे सम्बन्धित जो जीवन है; वह फलाशारहित 

५५ 0. 

कर्ममय जीवन है | फल अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसे 
ईश्वरको ही समर्पित करना है--यह जानकर कि इहलोकके 
जीवनमै वही हमारा एकमात्र पथप्रदर्शक है । 

गीतोक्त मानवता ही सच्चा धर्म है । इसमें निष्प्राण कर्मो- 
का कोई विधान नहीं है, प्रत्युत सम्पूर्ण विविध धर्मौको छोड़ 
एक भगवानके ही चरणोंमे पूर्ण आत्मसमर्पण करनेका 
विधान है-- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज। 

(गीता १८ । ६६ ) 

यही इस मवान्धिमें हमारी नौकाके केवट भगवानका 

परम वचन है | 


BR जैन”? 


मानव-जाति और मानवका लक्ष्य 


( केखक- डाक्टर के० सी० वरदाचारी ) 


आज संसारकी दशा अवश्य ही दयनीय है एवं अपने 
भविष्यके सम्बन्धमें गम्भीरतासे विचार करनेवाले व्यक्तियोँको 
विदित हो जायगा कि कोई भी लक्षण उत्साहका वर्द्धक नहीं हि 
धर्मकी ग्लानि बड़ी तीव्र गतिसे बढ़ रही है ओर इस नवीन 
विपत्तिका प्रतीकार करनेके ल्यि धर्मकी शक्तियाँ एकत्र नहीं हो 
पायी हैं वर्तमान परिस्थितिकी कठिनाई इसलिये मी बढ़ गयी 
कि धर्म और अधर्मका विवेचन करनेकी योग्यता धीरे- 
धीरे नष्ट हो चुकी है । धर्मकी परिभाषा करना कठिन है । 
प्राचीन समयमै धर्मका अर्थ था- उन कर्तव्योंका आचरण 
जिनको मगवानूने अपनी अनन्त दयाके कारण प्रत्येक 
जीवके लिये उसके गुण-कर्मानुसार अथवा वर्ण और आश्रमके 
अनुसार निश्चित कर दिया है | आजकल बुद्धिवाद एवं 
साम्यवादके नामपर जो धर्म-सांकर्य चल पड़ा है; उसके कारणसे 
धर्म और आचारके मान-दण्डोंका त्याग आवश्यक हो गया 
है। कोई व्यक्ति उस स्तरतक नहीं उठ पाया है, जहाँ वह 
अपने आन्तरिक खभाव) जीवनकी परिस्थिति और जीवनके 
उद्देश्यके अनुसार अपने कर्तब्यको हुँ निकाले | इम अपनी 


लक्ष्य-प्राप्तिकी भावनाको भूल गये हैं. और यह भी स्पष्ट नहीँ 
है कि हमारे वर्तमान मनीषी और शासक हमें वह ( भावना ) 
दे भी सकते हैं अथवा नहीं । अतः धर्मके क्षेत्रमै महान्‌ 
परिवर्तन हो गया है और अधर्मकी ब्रहुत-सी बातें धर्मके 
रूपमै स्वीकार की जा रही हैं । 

केवळ मत-मतान्तरके अध्ययनसे धर्मका ज्ञान नहीं प्राप्त 
होता, यद्यपि यहाँ भी मानवक्रे भाग्यकी समस्याका सयुक्तिक 
समाधान अत्यन्त सहायक होगा । संसारमै एकताकी प्रबृत्ति 
हो चुकी है--इसमे वैज्ञानिक, राजनीतिक और अर्थशाल्लीय 
क्षेत्रोंकी अनेक घटनाएँ कारण हें-मनुष्योंके प्राण बचानेका 
मोह भी एक कारण है । विज्ञानकी दृष्टिसे उन्नत तथा 
अनुन्नत जातियोमि शासन और शासितके बीच? निर्धन 
और धनीके वीच विरोधकी मात्रा बढने लगी है । यूरोप और 
अमेरिकाके प्रति एशियाके विरोधने एबं अन्य राष्ट्रोके प्रति 
अखके विरोधने ऐसी समस्याएँ छा खड़ी की है, जो विश्वके 
स्तरपर पुनर्विचारकी अपेक्षा रखती हैं | यह सत्य है कि पूर्व 
और पश्चिम दोनमे ही अनेक गम्मीर विचारक है, जो 


वराट 


४६२ % मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








मानवीय स्तरपर इस समस्याका विश्लेषण करते हँ; किंतु 
अधिकांश व्यक्ति उसको अपने वैयक्तिक, जातीय और संकीर्ण 
खार्थके दृष्टिकोणसे देखते हैं । मनुष्यके हृदयमें दार्शनिक 
भावनाका पुनरुदय होना है; किंतु यह देखा गया है कि 
दार्शनिक और धार्मिक व्यक्ति मी आर्थिक तथा अन्य 
लौकिक विचारोंकी ही ओर झुके हुए हैं एवं संसारके 
मानवोंको विश्वैक्यका और जगतूके एवं उसके निवासी 
मानवोंके आध्यात्मिक झुकावका ज्ञान करानेमें संकोचका 
अनुभव करते हैं । क्या हमलोगोको, जो ऋषियोंकी संतान हैं) 
भारतके दार्शनिक-संस्कारोसे लजित होना चाहिये और क्या 
उन संस्कारोका भौतिक लक्ष्यौंकी प्राप्तिके लिये विनियोग 
करना चाहिये ! यह प्रवृत्ति आजकल देशभरमें व्याप्त हो 
गयी है । कभी यहा अपने देवताओंका मानवकी 
आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये विनियोग किया जाता था। 
ऐसा नहीं था कि देवताओंकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये 
मनुष्योंका विनियोग किया गया हो । 


योग और यागकी प्रक्रियाओंमे प्राच्य विप्रोद्वारा 
बुद्धिमत्तापूर्वेक मानवका देवताके रूपमे अनुध्यान ही मानव- 
धर्म था, किंतु मानवके लोमने दैवी-सम्पत्तिके बिकासको 
रोक दिया । 


स्वर्गको और वहाँकी मन्दाकिनीको भूमिपर लाना एक 
बड़ा आश्चर्य था, किंतु इससे मानवकी न तो स्वर्गकी अभीप्सा 
और न अपबर्गकी अभीप्सा ही सफल हो सकी। आजके जगतूको 
धर्मकी आबश्यकता दै, जिसका स्वरूप है मानवकी सर्वश्रेष्ठताका 
` अन्वेषण । मनुष्यका कल्याण तबतक नहीँ हो सकता, जबतक 
वह उस तरवकी प्राप्तिके लिये जीवन-यापन प्रारम्भ न कर दे 
जो न केवल मानबसे अपितु मानव-जातिसे भी महत्तर है | अवश्य 
ही हम रक्षाके प्रयत्नसे उन्नतिको नहीं प्राप्त होते, अपितु 
उन्नतिके द्वारा हम आत्मरक्षा करनेमे समर्थ होते हैं | केवळ 
आत्मरक्षाके लिये प्रयत्नशील व्यक्ति समाजका भार बन जाता 
है । इसील्यि भारतके महर्षियोंने यह कहा था कि मनुष्यको 
अपने वास्तविक स्वरूप और लक्ष्यके प्रतिं जागरूक हो जाना 
चाहिये और अपने उद्योगसे तबतक विराम नहीं लेना चाहिये, 
जबतक लक्ष्यकी प्राप्ति न हो जाय । लक्ष्यकी सतत 
दूरगामिताको देखकर व्यग्र नहीं होना चाहिये क्योंकि जिस 
व्यक्तिने उस मार्गपर अग्रसर होनेका निश्चय कर लिया है, 
उसका अध्यवसाय उचित ही है; और वह अनन्त तत्व उस 


~ 
व्यक्तिको सुरक्षा ओर आनन्द प्रदान करके अन्तहीन 
०2०४ न थि न उस 
लक्ष्यतक पहुँचा देता है । 


मनुष्यको अपने अस्तित्व, चैतन्य, ज्ञान और आनन्दे 
लिये ईश्वरकी आवश्यकता है । मनुष्य यह विचारकर अपने 
मिथ्याभिमानका पोषण कर लेता है कि ईश्वरको मनुष्यकी 
आवश्यकता है और यह मिथःसापेक्षता ही जीवनकी 
वास्तविकता है । अस्तु, आजकी दुरवस्थासे यह विदित होता 
है कि विश्वकी राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक 
समस्याओका समाधान मानवकी शक्ति और योग्यतासे 
परे है । 


आज सभी विघटक शक्तियाँ पूर्णतया सक्रिय हैं । अपनी 
इस वर्तमान दशाकी अपेक्षा महत्तर प्राप्यमे आस्था रखनेवाले 
व्यक्तियोंकी उस परम सत्य (ईश्वर ) से इन समस्याओंसे 
पार ळगानेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये । इसका अर्थ यह 
नहीं कि हमने मानवमे विश्वास खो दिया है, किंतु यह है 
कि हमने अन्तिम लक्ष्यतक पहुँचनेके उसके आधुनिक 
साधनोंमे विश्वासको अवश्य ही खो दिया है । प्रभुने अपनी 
असीम दयाके कारण मनुष्यौको प्रत्यक्ष, अनुमितिजन्य 
और शब्दजन्य ज्ञान दिया, किंतु उन्होंने प्रभुका निषेध कर 
दिया, उसके अतीन्द्रिय सत्योंका प्रतिषेध कर दिया और 
उसके संदेशवाहकोंद्वारा प्रचारित नेतिक धर्मोको भी 
अकिंचित्कर समझ लिया । 


आज प्राचीन परम्पराओंके प्रति केवळ वाचिक भक्तिका 
प्रदर्शन ही पर्याप्त प्रतीत होता है । आजका व्यक्ति आत्मः 
निर्भरताको प्रास करनेके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्यके 
लिये समायोजित संस्कृतियो और शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओंसे 
समागत है । हमारे दूरदर्शी प्रधान मन्त्रीद्वारा समर्पित 
'पञ्नशील? का सिद्धान्त महान्‌ है और इसके लिये न केवल 
सर्वविध हिंसाका परित्याग ही अपेक्षित है, अपितु धर्मके 
विवेचनका धैर्यं भी । किंतु अभीतक तो धर्मको जाननेके 
प्रयका प्रारम्भ भी नहीं हुआ है । भारतमै हम परम्परागत 
मूल्योंका कोई विचार न करते हुए उनका प्रारम्भ अनास्था- 
पूर्वक करना चाहते हैं; क्योंकि उनके बिप्रयमै अविमरद पूर्वक 
कह दिया जाता है कि वे तो हमारे विगत सामाजिक विधानां 
और धार्मिक विश्वासेसि सम्बद्ध हैं । प्रतीच्य आद्शके 
ग्रहणको कोई सीमा नहीं है; क्योकि यह कहा जाता है कि 
घार्मिक विश्वास मोजन-चस्र) किंबहुना प्रत्येक वस्तुमें सर्व 


A 


cf 


दिला snort 


# पहले तो मन जीतो | # 





~ 


साधारण आदश्ोंके स्वीकरणके आधारपर ही विवेक आगे बढ्ता 
है । मानवःजातिके प्रति प्रेम रख्नेवालौके लिये ये बातें 
भले ही कोई अर्थ न रखती हो; किंठु हम मानवके आन्तरिक 
जीवनकी कतिपय मौलिक आवश्यकताओंपर एवं जन्म-मृत्युके 
विषयमै आश्चर्य आदिपर विचार करना छोड़ देते हैं। इन विषयों- 
पर प्रशिक्षणकी आवश्यकता है और उन्हींका हमारे जीवनके 
अधिकांशपर शासन है । वस्तुतः अचेतन मन हमारे जीवनपर 
शासन और उसपर नियमन करता है और अचेतन मनका प्रशिक्षण 
संदेहात्मक ज्ञान और गिल्पीय ज्ञानके उन वर्तमान प्रमेदोकी 
अपेक्षा अधिक आवश्यक देश जो सबके लिये काम देनेका 





४६३ 


oe 








समर्थन करते हैं । यह बात नहीं है कि सत्रको काम देना 

महत्त्वकी बात नहीं है; किंतु परमावश्यक है मानवको उस जीवनके 
लिये शिक्षा देना, जो आपाततः मनोरम बर्तमान जीवनकी 
अपेक्षा कहीं अधिक उदात्त है । वर्तमानकालीन झिक्षाके 
लिये यह कहना कि वह मानवपक्षीय है, दोषारोपण नहीं होगा; 
क्योंकि वस्तुतः वह यन्तरपक्षीय है और है “खादत मोदत' की 
भावनासे भावित । उससे मानवको समृद्धतर और पूर्णतर 
मानब बननेकी प्रेरणा नहीं मिळती । वर्तमान कालम मानवकी 
और उसके ज्ञानकी पारस्परिक प्रतिक्रिया ऐसी नहीं हो रही है 
कि मानव सत्य तत्त्वका योग्य नागरिक बन सके । 


2४72 


पहले तो मन जीतो ! 


दड 


र जगको जीत सकोगे पीछे पहले तो मन जीतो ! 
; ज्योति कलश पहले हरता निज अंतसका अँधियाला, 
असुत बिखरानेवाला पीता ट्व विषका प्याला” 
कुविचारी रिपुपर जय पाता संयमका सेनानी” 


क्रोधानळ शीतल करती 


तृष्णा सीमित करो 


( स्चयिता- श्रीविद्यावती मिश्र ) 


यदि पावस बनना है तो सावनका यौवन जीतो ! 


खींच 
> ~ 

वैभवकी लिप्सा न मुख्य कर 
दिव्य आत्मः-चिन्तनके खरसे सजग करो पथ अपना, 
मूते करो तुम 'शिवं, सुन्दर, 


शान्त सुकोमल वाणी; 


पहले तो मन जीतो |! 


जैतिकताकी सीमाएँ, 
दे दीनोकी आहे, 


सत्यका शुक्रि सपना” 


आकर्षित हो विश्व स्वयं यह भी आकर्षण जीतो ! 

पहले तो मन जीतो !! 

मन जीतो माया जीतोश मायाको ममता जीतो' 
र मत औरोको पहले अपनी ही ढुबेलता जीतो, 
र जीतो कल्मषः कल्लुघ, कालिमा! कायरताको जीतो” 
क प्राप्य अप्राप्य बिभेद विनाशिन भाडुकताको जीतो, 
शं मुक्ति प्राप्तिक पूर्वी “अह का डढ़तर बन्धन जीतो ! 
i पहले तो मन जीतो !! 


मेरे 
शी 





ॐ मानव बह जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका ३ 





विनाशकारी भविष्य 


जगत्मे जब भौतिकताका बोलबाला होता है, तब ईश्वर 
और धर्मपरसे विश्वास उठ जाता है और मनुष्य अज्ञानवश 
कामोपभोरपरायण होकर काम-क्रोध-लोभका ब्रती हो जाता 
है और अपनी उन्नति एवं दूसरेके विनाशकी बात ही सोचता 
रहता है तथा भौतिक बलसे दूसरोपर विजय प्राप्त करके 
गर्वोन्मत्त होकर छाती ऊँची करके अकड़ा रहता है | पर 
उस समय वह यह नहीं देख पाता कि “विकराल कालके 
दोनों हाथोके पंजोमे वह जकड़ा हुआ है और पलक मारते- 
मारते ही काळ उसे पीस डालेगा ।? 

इसी प्रकार विशाल तथा विलक्षण वैज्ञानिक आविष्कारोके 
फलस्वरूप अपनेको ईश्वर, भोगी, बुद्धिमान्‌ तथा दक्ष और 


सफलजीबन समझकर मनुष्य बड़े-बड़े िजञान-कलासमन ली 
कारखाने बनाता है, पर वह यह नहीं देख पाता कि इन पह 
कारखानोपर काल अपनी ज्वालामयी फूँक मार रहा है और 
जब चाहेगा; तब एक ही फूँकसे इन सबको फूँककर खाक 
कर देगा | कामोपभोगपरायण आसुर-मानव यथार्थ विचार 
नहीं कर पाता, पर उसको अपने कलाकौशलसहित विनाशका 
भागी तो होना ही पड़ता है । असुर-मानवका विनाश 
अवश्यम्भावी है; क्योंकि उसका आसुरी भाव उसे भगवानकी 
ओर जानेसे सदा रोकता रहता है और मङ्गलमय भगवान्‌ 
उसकी इस रुकावटको दूर किये बिना मानते नहीं । इसा 
उसका कल्याण है | 





--->*वृष्ग-2--- 


महाध्वंसका यह साज 


हीरोशीमा-नागाशाकीकी दुर्दशा 
अमी पिछले ही दिनों जापानमे हीरोशीमा-नागाशाकी नगरोंमें 

उन नगरोंके ध्वंसकी स्मृति मनायी गयी है। अबतक मी- आज 
एक दशाब्दीसे अधिक बीत जानेपर भी जापानके उन नगरों- 
के समीपवर्ती जन परमाणु-विस्फोटके विषसे मुक्त नहीं हो 
सके हैं । चाहे जिस क्षण उनके शरीरमें शीघ्रतापूर्वक रक्तकण 
नष्ट होने लगते हैं और तब एक ही उपाय होता है, समीपतम 
जो अस्पताल हो वहावे जाकर रक्त चढ़वायें अपनी नसोंमे । 

हीरोशीमा और नागाशाकी-जापानके ये दो नगर गत 
द्वितीय मद्दायुद्धकी समाप्तिके समय अमेरिकन विमानोसे 
गिराये गये परमाणु बर्मोके शिकार हुए | उस दारुण स्थितिकी 
कल्पना कर पाना भी कठिन है | 

चींटियोंका एक समूह कहीं एकत्र हो और उसके ऊपर 
दकता अङ्गार डाळ दिया जाय--नगरके सहल्नसहस्न मनुष्य, 
अबोध बालक) निरपराध महिलाएँ सत्र भसूसे भुन उठे । 
बड़े-बड़े पके मकान ढेर बन गये | जहाँ फौलाद पिघलकर 
बह गया--देहधारियोकी क्या चर्चा | 

बम गिरनेके केन्द्रस्थलसे जो पर्याप्त दूर थे-झलस गया 
उनका चमड़ा, भस्म हो गये वस्र और केश किसी जीवित 
मनुष्यको जलती भट्दीमै उठाकर फेंक दिया जाय और वह 
झुलसा, पागल, लड़खड़ाता' भागे--कुछ पद्‌ भागकर गिर 
पड़े निष्प्राण--इसी प्रकार वे झळले, भागे, मरकर गिरे | 

यह पेशाचिक महानाश--मनुष्य थे वे, जिन्होंने बम 
बनाये | मनुष्य थे वे, जिन्होंने उसके उपयोगकी अनुमति 


दी ! मनुष्य ही थे वे जिन्होंने वे; बम गिराये थे | हाय रे 
मनुष्य | हाय री मानवकी भोग-लिप्सा || 
ये बम-परीक्षण 

पीछे छूट गया हीरोशीमा ! विस्मृत हो गया नागाशाकी ! 
उनपर गिरे परमाणु बम तो खिलौने थे--बच्चोंके खिलौने । 
अब बना लिया है मनुष्यने हाइड्रोजन बम | बना लिया है 
अन्तर्मह्वाद्वीपीय प्रक्षेपणात्र ! बटन दायी और सहस्रो मील 
दूर मनुप्योंका कोई महानगर--लक्ष-लक्ष मनुष्य भस्म | 

परीक्षण चल रहे हैं अभी--अधिक विनाशक, अधिक 
लक्ष्यगामी तथा अधिक सस्ता अस्त्र पानेके परीक्षण ! कम-से- 
कम मूल्यमे, कम-से-कम समयमै, कम-से-कम परिश्रमसे) 
वूस्से-दूर बैठे, अंगुलीके संकेतमात्रसे अधिक-से-अधिक 
नरसंहार कैसे कर दिया जा सकता है--इसके परीक्षण ! 

विश्वके वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं---:परीक्षणोंसे वायुमण्डल 
विषाक्त होता जा रहा है । परीक्षणोंसे रोग तथा अज्ञविक्ृति 
बढेगी- जीवन संकटपूर्ण बनेगा । परीक्षण रोको ।? 

_ विश्वकी जनता चिल्ला रही है--'परीक्षण भयावह है । 
पराक्षणेसि अनेक स्थानोंपर खौलता पानी बरसता है गगनसे | 
परीक्षण ही नष्ट कर देंगे प्रथ्वीका जीवन |” 

कि परीक्षण चल ही रहे हैं | केवळ चर्चा चल रही 
है कि वे रुक सकते हैं क्या ? मनुष्यक्री यह लिप्सा | यह 
सडुल्र्‍्थापनकी पैशाचिक कामना- प्रभु सबूबुद्धि दें 





मानवको | यह प्रार्थना ही तो की जा सकती है ! 








कि 





चै 


डोळे 


[कबीर 





छ go 





















महाध्वंसका यह साज 


क 


१ 


RR 


स 
CN 


NR 


न 


% मानव और दानव ऋ 





मानव और दानव 


( लेखक--पं० श्रीजीवनझंकरजी याज्ञिक, एम्‌० ए० ) 


नहि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किंचित्‌ । 

हमने माना शेजी फ़रिदते हैं \ मगर दुश्वार टे इन्सान होना ॥ 

सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव दै । परंतु अतीतमें एक 
समय था, जब वह प्रायः पशु-समान ही था। दोनोंका 
स्तर एक-सा था । वड़े और दीर्घकालीन संघर्षके पश्चात्‌ 
वह सर्वश्रेष्ठ बन सका | भीमकाय) बड़े भयंकर और अति 
बलशाली पझुआंसे संघर्ष था । उनमेंसे अधिकांश पशुः 
योनियाँ तो अब छप्त हो गयी हैं । मानवकी विजयका 
कारण उसका शारीरिक बल उतना नहीं था, जितना उसकी 
बुद्धि थी । पशु तो अन्तःप्रेरणासे एक सीमित क्षेत्रमै 
ही काम करते हैं। उनमें जो परिवर्तन होता दै, प्रकृतिके 
कारणसे होता है, न कि विचारबुद्धिसे । मानवको बुद्धिके 
अतिरिक्त शारीरिक रचना मी बडी अनुकूल मिली है । 
वह सीधा खड़ा हो सकता हैः चलने-दोड़नेमें हाथोंका 
प्रयोग आवश्यक नहीं; उसका पंजा ऐसा है कि प्रत्येक 
अँगुलीसे अँगूठा मिल सकता है और खूब घूम सकता दै 
पशुओंके आयुध शारीरिक दै दाँत पंजे, सींग; परंतु 
मानव दूरसे भी अस्त्रोंद्रारा प्रहार कर सकता है । वह अग्नि 
जला-बुझा सकता है और उसका उपयोग भी कर सकता 
है ओर अब घातुओंका भी उपयोग सीख गया । वह असळसे 
नकल अच्छी बनानेकी सदा चेष्टा करता है, सा- 
भाविक असंतोष उसको उन्नतिकी ओर अग्रसर होनेकी प्रेरणा 
देता रहता है । जो है; उसमें सुधारकी चिन्ता सदा उसे 
लगी रहती है । यन्त्रींका निर्माण और उनको अधिकाधिक 
उपयोगी बनानेका सतत प्रयत्न इसी प्रेरणासे होता है | एक 
और विशेषता भी है, जो पशुओमै नहींके बराबर हैः 
वह है--जिज्ञासा? । प्रकृतिके रहस्योंकी खोज और उनको 
उपयोगे लाकर जीवनको अधिक सुखमय बनानेकी प्रतृत्ति- 
के मूळमे जिज्ञासा ही दै । ज्ञान-विस्तारकी कोई सीमा 
मानवके ल्यि नहीं है । ज्ञान-वृद्धिके साथ उसकी पिपासा 
और शेय बराबर बढ़ते जाते हैं । 

एक विशेष गुण मानवे और दै, वह है प्सौन्दर्य- 
का ज्ञान? । सुन्दर और भद्दी वस्तुओँमें बह मेद करता 
है । इस विवेकसे ही वह कलाकार एवं कलाप्रेमी बना 


सा० अ० ५९० 


हे । प्रकृतिके पदार्थौकी नकल भी करता है, इसका गहरा 
प्रभाव उसकी रुचि और खभावपर पड़ता है | वह केवल 
उपयोगी वस्तुआँका निर्माण ही नहीं करता; उनको सुन्दर 
बनानेकी भी सतत चेष्टा करता है. | ललित कलाओंके विक्राससे 
कोमळ वृत्तियाँ मी विक्रसित हुई और खभावमें मृदुता 
आयी । इस प्रकार मानव-सभ्यताका इतिहास बड़ा रोचक 
है और युग-युगमे क्या प्रगति हुई, इसके प्रमाण अब भी 
मिलते हैं; क्योंकि आज भी बर्बर जातियॉ. विद्यमान है 
और सम्यताके जिस शिखरपर मानव पहुँचा है, वह प्रत्यक्ष 
ही है। अब तो चन्द्रमा और मङ्गल ग्रहोंपर पहुँचनेकी) 
आद्ान्वित होकर) युक्ति सोची जा रही है और इसमें 
सफल हो सकनेके प्रमाण भी मिल रहे ह| 

यदि कुछ शताब्दियों पूर्वका मानव आज फिर कहीं 
पृथ्वीपर आ सके तो संसारमै परिवर्तन देखकर आङ्चर्यसे 
पागल हो जाय । परंतु प्रश्‍न तो यह है कि आश्चर्यजनक 
भौतिक उन्नतिके साथ मानवताका भी उसी गतिसें विकास 
हुआ है या उन्नति एकाङ्गी है १ प्रकृतिके रहस्योको जान- 
कर उसके तच्वोको उपयोगी बनाना ही उन्नति है अथवा 
मानव-स्वमावमे भी उसी गति एवं मात्रामै विकास हुआ 
है! यहाँ दो सच्ची घटनाएँ, स्मरण करने योग्य हैं । एक 
नरभक्षी बर्बर मनुष्य शिकास्के लिये जंगलमै दिनभर 
झटका । हाथ कुछ न लगा । हारा-थका खीझता अपने 
झोपडेपर लौटा तो सामने ही स्त्री मिली । विवाहिता तो 
उसे कह नहीं सकते; क्योंकि विवाहके आदर्शकी तो वहाँ 
कल्पना मी नहीं थी । नरमक्षीने उसीपर हाथ साफ करना 
आरम्भ कर दिया । उस असहायाने आपत्ति की तो बड़ा 
संक्षिप्त उत्तर इतना ही मिला कि “भूख जो लगी है!) 
और उस पिशाचने अपनी क्षुधा उसीसे शान्त की । ऐसा तो 
शेर-चीता भी न करता । दूसरी घटना फ्रांसक्री राजधानी 
पैरिसकी है । एक बहुत ऊँचा विशाल भवन बन रहा था | 
ब्रॉस-बल्लीकी पाइपर चढ़कर राज-मजूर काम कर रहे थे । 
अकस्मात्‌ अधिक बोझ न सहमेके कारण पाई छ गयी 
और उसपर बैठे आदमी गिरकर एकदस चना चुर हो गये । 
केवल दो पुरुष लटकते रह गये । परंतु उनका बोझ भी 
बहुत मारी था और वे भी गिरनेवाले ही थे कि एक 








हनन एला छ ८7 सा ति कक इतना ही कह सका बच्चे “ | बस, सुनते ही 
उसी क्षण बिना किसी सोच-विचारके दूसरेने हाथ छोड़ 
दिये और नीचे गिरकर ढेर हो गया। यों पहला बचा 
लिया गया । उसकी प्राण-रक्षा हो गयी । पर-हितके 
लिये सहसा प्राणोत्सग करनेवाले उस गरीब मजूरका न तो कोई 
नाम जानता है न कोई स्मारक है, न किसी कविने उसका 
गुणगान किया । और उसको एक क्षणके नाटकम किसी 
बातके सोचने-समझनेका अवसर भी कहाँ था । यह मानवता- 
के सवोत्कृष्ट रूपका उदाहरण है | प्रत्येक व्यक्ति अपने-आप 
निर्णय कर ले कि स््रीभक्षी--केवलछ अपनी क्षुधा-निवृत्तिके 
लिये पैशाचिक कर्म करनेवाले राक्षस और निःस्वार्थ 
प्राणोत्सर्ग करनेवाले परम त्यागी मजूरके बीचमै उसका 
क्या स्थान है तो मानवताकी एक अचूक कसौटी यह 
जान पडतो है क्रि व्यक्ति क्रिस सीमातक अपने खार्थका 
त्याग करके दूसरोंकी या समाजकी सेवा कर सकता है । 

इस प्रथ्वीतलपर महात्मा सदासे होते आये हैं, उनके 
चरणेसि अङ्कित होकर धरा गौरवमयी होती रही है | उन 
सबमे एक प्रधान गुण अवश्य देखनेको मिलता है और 
वह है “अपना सर्वख-दान समाजके लिये और परदुःख- 
कातरता ।' मैथ्यू आर्नल्डने तो सभ्य पुरुष या सज्जनके लक्षण 
बड़े विस्तारसे बताये हैं । उन सबका समावेश इतनेमै हो 
जाता है कि 'समाजकी सहायतासे मानसिक, शारीरिक एवं 
आर्थिक उन्नति यथाशक्ति करना और परहितके उद्देश्यसे सहर्ष 
त्यागके लिये सदा प्रस्तुत रहना ।” ऐसे सज्जनोंकी संख्या जिस 
समाज या देशमै अधिक है, उतना ही वह उन्नत है। सभी देश 
या समाज एकसे उन्नत नहीं हैं, न एकसे हो सकते हैं। 
परंतु भूमण्डलमै किसका क्या स्थान है, वह इसी बातसे 
निर्णय हो सकता है। एकाङ्गी उन्नति तो घातक भी सिद्ध 
हो सकती है | प्राचीन मिसर, यूनान और रोम इसके 
उदाहरण हैं । रोम जब उन्नतिके शिखरपर था, तब वहाँके 
लोगोंका एक मनोरञ्जन था जीवित क्रिसानो और कैदियों- 
को भूखे शेरोंसे मरवाकर तमाशा देखना । ऐसी बर्वरता 
लोकप्रिय थी और जिस व्यक्तिने इसका विरोध किया, 
उसको लोगोंने पत्थरोंसे मार-मारकर समाप्त कर दिया | 

जञानइद्धि तो बरावर हो रही है । अनुभवसे लाभ 
उठाना मानवको आता है। परंतु यह नहीं कहा जा 
सकता कि भूतकालमै इतना ज्ञानका विस्तार न था, अत- 
एव पूर्ण मानवताका विकास नहीं हुआ था या कम था । आज- 


# मानव वही जो सार्थं तज होता पथिक परमार्थका ५ 
न न 0 ली 





के मानवका साधारण ज्ञान यूनानी मनीषी 
बहुत बढा-चढाहै । परंतु यह नहीं कहा जा 
कि BT भी बह यूनानी दार्शनिकसे अवश्य अधिक 
विकसित है । विकासमै ज्ञान सहायक हो सकता हे और 
न भी हो; क्योंकि ज्ञान-शक्तिका विकास नेतिकतापर निर्भर 
नहीं है । शक्तिके _सढुपयोगपर मानवता निर्भर है, न 
कि शक्ति संचयपर । पेरिसका मजूर, जिसकी बात उपर 
कही गयी है, कोई विद्वान्‌ नहीं था, परंतु मानवतामै न 
जाने कितने स्वार्थी विद्वानोंसे बढ्-चढ्कर निकला | 
मानवतामै मुख्य प्रन हृदयका है, बुद्धिका नहीं । बुद्धि 
से मानवताके विकासमै सहायता मिलना जैसे सम्भव है, वेते 
ही-उतना ही अनिश्चित भी है । 

तो व्यक्तिके लिये अपनी कोमल बृत्तियोंका विकास 
सदा ही सम्भव रहा है और, जेसा कि ऊपर कहा गया 
है, ज्ञानशक्तिके अविकसित रहनेपर भी उसका विकास हो 
सकता है | 

यह कहा जा सकता है कि समाजमें भी--क्रेवल 
व्यक्तियोंमें ही नहीं--मानवताका बराबर विकास हो रहा 
है, केवळ भौतिक ज्ञानका ही विस्तार नहीं हो रहा है, 
मानव जंगली जीवनसे बहुत आगे बढ़ आया है | 
दासप्रथा प्रायः निर्मूळ हो गयी, अपराधियोंको कठोर दण्ड 
नहीं दिये जाते, धर्मविरोधियोंको जिंदा नहीं जलाया 
जाता, बलात्‌ धर्म-परिवर्तन नहीं किया जाता, असभ्य 
जातियोंका नाश न कर अव उन्हें सभ्य बनाया जाता 
है, मत्स्य-न्यायका स्थान वैधानिक न्यायने लिया है, सार्व- 
जनिक कई संस्था. हैं, जो सभी आपदूमस्त देशोंकी सहायता 
करती हँ, लड़ाईमें घायलोंके इलाजकी सुव्यवस्था होती है, 
्यक्ति-स्वातन्त्यका सिद्धान्त प्रायः समी देशोंमें मान्य है 
और शान-विस्तारमे एक देश दूसरोंक्री सहायता करता 
रहता है । 

ऐसी और बातें भी गिनायी जा सकती हैं तथा वास्तव 
मै उनसे मानवताका विकास हुआ है और बर्बरता बहुत 
अंशमे कम हुई है | व्यक्ति साधु बनना चाहे तो प्रत्येक 
अवस्था और कालमै बन सकता है; परंतु समाजके 
अङ्गल्पमे या किसी सुगठित दलके सदस्यरूपर्मे उसके 
"माक व्यक्तिखपर प्रभाव पड़े विना नहीं रहता । वह 
दलकी प्रेरणासे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । और 
मद्य समाजम ही रहता है। एकान्तप्रिय खमावके तो 


सकता 


MRSS" 


` „ 


ह 


% सानवरूपमे प्रेत ॐ 





११११ 
महात्मा ही होते हैँ । इस प्रकार एक ओर समाज व्यक्ति: 
को प्रकृत मानव बनानेमें सहायक हो सकता है तो दूसरी 
ओर विपरीत प्रभाव भी डाळ सकता है । यह बात भी 
मान्य है कि प्रभावशाली व्यक्ति ही समाजको प्रेरणा देते 
हैं । कार्लाइलका कहना बहुत अंशमें ठीक है कि बड़े 
आदमियोंकी जीवनियाँ ही संसारका इतिहास हैँ । मनुष्य 
शिकारी था और उसीसे अतीत काल्मै भरण-पीषण होता 
था। बादमें शिकार आमोद-प्रमोदकी वस्तु वन गयी, 
परंतु शिकारका चाव अब भी उसके स्वभावरमे दबा पड़ा 
है। हाथमे अस्न-श्र आते ही चाहे जितना दुर्बल हो, 
परंतु किसीपर चलानेकी प्रेरणा होती है । यह खमावजन्य 
बात है, संस्कार है । दूसरेको कष्ट देकर जो एक प्रकारका 
वैश्ञाचिक आनन्द होता दै, वह पूर्णतया दबामें परिणत 
नहीं हुआ । दया, नीति, भय, स्वार्थ; समाजव्यवस्थाके 
कारण भले ही मनुष्य अपनेको संयत रख सके; परंतु उसको 
पर-पीड़नमें कुछ-न-कुछ आनन्द आता है । अपनी शक्तिका 
अभिमान होता है । जो व्यक्तिकी दशा है, वही समाजकी 
भी है । परंतु एक बड़ा अन्तर है । व्यक्ति अपने आवेशको 
बुद्धि एवं तर्कसे संयत कर सकता है, यदि वह 
सावधान हो जाय तो । इसके विपरीत दूळके आवेशे 
आनेपर सामूहिक क्रिया प्रायः अनियन्त्रित हो जाती है। 
समूह प्रत्येक व्यक्तिका साहस बढ़ जाता है और दायित्व घट 
जाता है। परिणामका भय कम हो जाता है और फिर 
अत्याचारका औचित्य तर्कको तोड़-मरोड़कर स्थापित किया 
जाता है । 
सभ्य कहलानेवाले दो देशोंमें जब युद्ध छिड जाता है; 
तब बर्बरता अपना पूरा रंग अब भी दिखाती है । विनाशकारी 


४६७ 


MR मल ० र न्न 
PIO 





लीळा ऐसी भयंकर होती है कि पहले युगेंमें ऐसी हो नहीं 
सकती थी । आणव-शक्तिका प्रयोग; जलमै घातक कीड़े डाल 
देना, विग्रैली गैसका प्रयोग--सब उचित मान लिया जाता 
हे । ऐसी अवस्थामें यह केसे मान लिया जाय कि मानवः 
की पाशविक वृत्ति चली गयी है या कम हो गयी हि 
कमी-कमी तो वह पद्युओसे भी भयंकर हो जाता हि 
ठीक ही कहा है कि आधिःव्याधि, प्रकृतिकी संहार-लीलाने 
कभी मानवका ऐसा नाश नहीँ किवा; जैसा मनुप्यने 
मनुष्यके प्रति अत्याचार किया है और करता है । विपरीत 
बुद्धिकी सहायतासे मानव राक्षस-पिक्याचके स्तरपर पहुँच 
जाता है । उत्तेजित होनेपर संयत रहना समूहने नहीं सीखा 
और जबतक व्यक्तिके लिये आवश्यक संयम समूह नहीं 
अपनाता, वर्बरता बनी रहेंगी । 

देवासुरसंग्राम सतत हो रहा दे--समाजमे और व्यक्तिके 
अन्तरमे । तथा उस संघर्षके बिना उन्नति सम्भव नहीं । 
तमोयुण-रजोगुणका सर्वथा नाश तो हो नहीं सकता । 
रचनामै तीनों अनिवार्य देँ । तो यह आशा करना कि 
मानव रज-तमसे नितान्त स्वतन्त्र हो जायगा» असम्भव जान 
पड़ता है । प्रत्यक्ष वर्बरता यदि कम हुई है तो चालाकी, 
बेईमानी, ढोंगके रूपमे वह व्यापक हो गयी है । सीधी अंगुलीसे 
निकला तो वह घी नहीं | पिछले दो महायुद्धाने वास्तविक 
स्थिति प्रत्यक्ष कर दी और उससे शिक्षा भी ग्रहण नहीं 
की गयी । जब किसी क्षण तीसरा महायुद्ध छिड जानेका 
अय बराबर बना हुआ है? तब यही मानना पडता है कि आदि- 
काळम मानव यदि पशुतुल्य था तो अब वह दानव होनेमै ही 
गर्व करता है । 


—~— 


मानवरूपमें प्रेत 


भजन विजु जीवत जैसे प्रेत । 


Nd tt 
si मलिन मंदमति डोलत घर-घर, उद्र भरन कै हेत ॥ ‘ie 
अह मुख कडु बचन’ नित्त पर-बिंदा, संगति-सुजस न छेत। छुँ 
र कबहुँ पाप कँ पावत धन, गाडू घूरि तिहि देत ॥ 
व गुरु-आहान अरु संत-छुजन के, जात न कबहुँ निकेत । द्‌ 


४४ सेवा नाहि भगवंत-चरन की 


भवन नील कौ खेत ॥ $ 


४ कश (९ -गीत ~ Rd 
द था नही, गुन-गीत खुजस हरि सव काहू दुख देत । र्र 


ता की कहा कहो खनि खरजः बुड्त कुट 


>->:०>०४*६०४- 


ब समेत ॥ 
--सूरदासजी 


ओ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 











शिक मत्स्य नी 


न स. 





मानवताके अवतार 
[ ऐतिहासिक कथा | 


( ढेखक- श्रीचिमनलाल अ० व्यास ) 


सौराष्ट्रके एक छॉटे-से गाँव एक चारण किसान रहता 
था । मूलतः चारण सरस्वतीके पुत्र कहलाते हैं; परंतु वह 
चारण बेचारा बिल्कुल ही पढा-लिखा न था, अतएव 
उसके पास पूर्वजोंकी जो थोड़ी-बहुत जमीन थी, उसमें खेती 
करके अपना जीवन-निर्वाह करता था। परंतु हाय रे 
दुर्भाग्य ! ठीक वर्षा ऋतुके प्रारम्ममै उस बेचारे चारणके 
दो बैलोमेसे एक बैल मर गया | जोड़ी खण्डित हो गयी । 
एक तो गरीब था, दूसरे ठीक चोमासेके प्रारम्भमे ही बैलके मर 
जानेसे चारण शोकातुर हो गया। परंतु अभी वर्षा हुई 
न थी, इसी बीचमै उस चारण किसानने कुछ स्नेही मित्रों 
और सेठोंके पास जाकर पेसेके ल्यि माँग की और कहा-- 
“भाई ! मै आपको आपका पैसा अगली फसलमें ब्याजके 
साथ वापस दे दूँगा ।? किसानकी दर्द-भरी बातोंपर किसीने 
ध्यान नहीं दिया और जब किसीने उसको पैसा नहीं 
दिया, तब बह चारण निराश होकर घर लौट आया | 


अपने पतिको घोर निराशामें पड़ा देखकर चारणी भी 
दुःखित हो गयी | वर्षासे घिरे हुए बादलोंकी ओर देखकर 
मानो प्रभुसे विनती करती हो इस प्रकार स्वगत 
बोलने लगी--'हे प्रभु | मेरा इस जगतूमें 
तुम्हारे बिना कोई नहीं | तुम तो दीन-दयाळु 
कहलाते हो । है नाथ | क्या तुम मेरे ऊपर 
दया नहीं करोगे |? 

मानो उस ख्रीकी प्रार्थनाके उत्तरमै आकाश- 
में गरजनेके साथ-साथ एक बिजली कौंध गयी। 
समयके बीतते देर थोड़े ही लगती है | ग्रीष्मकी 
तपिंश पूरी हो गयी थी, चौमासेका प्रारम्भ 
था । बिजलीकी कड़कतड़कके साथ 
बादलोंके झंड आकाशमै लटककर बरसने लगे और जहाँ- 


तहाँ किसानोंके मुख-मण्डलपर आनन्दका भाव झलकने 


लगा । अरे ! जैसे चन्द्रके उदयसे चकोरी नाच उठती है 
उसी प्रकार वर्षाके आगमनसे किसानका हृदय नाच उठा | 
भूखकी तड़पसे या त्रिविध तापसे संतप्त किसान दीन-दुखी 
होनेपर मी वर्षाके आगमनसे प्रफुल्लित हो जाता है । सारे 


किसान अपनी-अपनी खेतीके साधन और ब्रोकर लेकर 
खेतोंमे जाने लगे | कोई खेत जोतने लगा, तो कोई जमीन 
बीज बोने लगा । 

इस चारण किसानने भी अपनी खेतीके लिये उपयोगी 
साधन तैयार किये | पर हाय रे दुर्भाग्य ! दूसरा बैल कहा! 
दूसरा बेल तो था नहीं । 


तब वह चारणी घरसे बाहर द्वारपर आकर कहने छगी-- 
(खामीनाथ ! मै भी एक सहनशील सोरठी किसानकी 
चरणसेविका पली हूँ | हमारे पास भले ही दूसरा बैछ न 
~ ~ Me wa 
हो, इससे क्या होगा, दूसरे बैलकी जगह में जुत जाउँगी) 
किंतु हमको बोवनीका समय व्यर्थ नष्ट नहीं होने देना 
चाहिये; क्योकि योना और धी तावना यदि समयपर न हो 
तो व्यर्थ हो जाता है |? 


पत्नीकी बात सुनकर हताश चारणको भी कुछ हिम्मत 
आयी और बह आजतक जानको जोखिममें डालकर बचाये 
हुए एक बेलको और अपनी पल्लीको साथ लेकर खेतमे 
गया तथा जुएमै एक ओर बेलको और दूसरी ओर 





अपनी जवान पत्नीको जोतकर हल चलाने लगा । जैसे 


मनुय मनचाहा भोजन करके परितृप्त हो जाता है, उसी 
प्रकार काफी वर्षा 


होनेके कारण धरतीमाता भी तूस्त हों 


गयी थी | ठीक मध्याहृकाल था, भगवान्‌ सूर्यनारायण 
मी आज पूर्णरूपसे तप रहे थे | 


स 


ल 


ॐ मानवताके अवतार * 








वह जवान किसान जल्दी-जल्दी बोवनी करनेकी 
उतावलीम ताबड़तोड़ हळ चला रहा था, जिससे उसकी 
स्त्री थक गयी थी और उसके सुख-मण्डलपर थक जानेका 
चिह्न स्पष्ट दृगगोचर हो रहा था । फिर भी वह किसान 
अपने काममै ही मशगूल था । उसी समय संयोगवश 
राजा देपाल दे उस चारणके खेतके पास होकर गुजरा 
और किसानके बैलके साथ दूसरी ओर बैलके बदले उसकी 
खत्रीको जुता हुआ देखकर दयाळ राजाका हृदय द्रवित 
हो उठा। 

कवि और शास्त्रकार कहते हैं कि “राजा 
कालस्य कारणम? और “यथा राजा तथा 
प्रजा? । सचमुच इस कहावतमे कितना सत्य 
छिपा हुआ है! राजा देपाल दे अपने साथके 
सिपाहियोंको दूर खड़ा रखकर एक आदसीको 
साथ लेकर उस किसानके पास जाकर कहने लगा- 

“भाई ! यह तेरा खेती करनेका क्या ढंग 
है १ भलेमानस ! बैळके साथ ख्रीसे काम लेना 
क्या टीक है १ माई ! अभी-अभी इस 
बहिनिको छोड़ दो । क्या तेरे दृदयमे 
इतनी अधिक निर्दयता आ गयी है कि इस बेचारी मोली- 
भाळी स्त्रीको बैलके स्थानमै जोत रहा है ! माई ! कुछ 
तो दिलमें दया रख |? 

यह सुनकर किसान बोला--“देखा। देखा, पर बड़ा 
दयावान्‌ न दीख पड़ा ! सम्भवतः दया-मयाकी बातें तो 
बहुत सुनी हैं और दिळ्में भी बड़ी दया है | परंतु यह 
गौसिम आ गया दै, बोवनीका समय है । दूसरा बैल भी 
था जो थोड़े दिन पहले मर गया । घरमै पैसा है नहीं 
और गाँवमें भी कई जगह पैसेके लिये दौडधूप की 
परंतु कहींसे छदाम भी न मिला । बिना पैसेके बेल कहाँ 
मिल सकता है ! तो क्या बैलके बिना हम अपनी बोवनी 
रोक दें ? किसानकी यह दयामरी बात सुनकर राजा 
कहने लगा--“माई ! तुझको सचमुच बैलकी अत्यन्त 
आवश्यकता है । मैं तुमको अभी बेल मँगाकर देता 
हूँ !--इतना कहकर अपने साथके आदसमीको तुरंत बैल 
लेकर आनेके ल्यि कहा । परंतु उस किसानने तनिक भी 
देखे या प्रतीक्षा किये बिना अपना काम यथावत्‌ जारी 
रक्खा । यह देखकर राजा कहने ठगा- “अरे भले 
आदमी ! अभी बैल आ जायगा, क्या दुम तबतक धैर्य 





नहीं रख सकते १ भाई ! मुझे तुम्हारी स्त्रीपर बड़ी दया आ 
रही है । देखो तो बेचारी कितना अधिक थक गयी है !? 


“अहा | इतने बड़े दयाछुक्रे लड़के मैंने नहीं देखे । 
यदि इतनी अधिक दया आ रही है तो जबतक बेल नहीं 
आ जाता, तबतक तुम अपनेको जुताकर इस स्त्रीको 
छुड़ा क्यों नहीँ देते ११ 


राजा देपाल देने विना कुछ रुखाई प्रकट किये किसान 
किसानने बैलके साथ जुती 


~ >> 


की बात स्वीकार कर ली आर 





स्त्रीको छुड़ाकर उसको जगहपर राजाको जुएमै जोत लिया । 
इस प्रकार शुरूझुरूमे जैसे ही एको फेरा किया कि 
राजाके मनुष्य बैंड लेकर आ पहुँचे और किसानको बैल 
दे दिया गया । पहले तो किंसानने समझा था कि बैलकी 
क्रेवल बात-ही-बात है ! परंतु अब जब थोड़े ही समयमे 
बेल आ गया तो वह शर्मिंदा हो गया और बेलको जुएमें 
जोतकर राजाको सुक्त कर दिया । इस उपकारके बदले वह्‌ 
किसान आभारका एक शब्द भी न बोल सका । देपाल दे्‌ 
राजा भी, मानो कुछ हुआ ही न हो; इस प्रकार" हँसते 
हुए अपने लोगौंको साथ लेकर वहाँसे चला गया । धीरे 
धीरे दिन बीतते गये । खेतमै बोया हुआ ज्वार भली-माँति 
उग गया । सारा खेत हस्यालीसे भर गया । वहाँ एक 
आश्चर्य यह हुआ कि सारे खेतमें खूब सुव्यवस्थित रीतिसे 
ज्वार उग गया था; परंतु जिस जगह देपाल दे राजाको 
जुएमे जोता था, वहाँ एक पत्ती भी उगी न होनेके कारण 
किसान निराश हो गया और मनःही'मन बिचारने लगा 
कि “अरे ! वह कोई अभागा आया था; वद जहाँ-जहाँ 
चला या, वहाँ-वहाँ कुछ मी नहीं उगा ।' 


इस प्रकार विचारते हुए कारण जाननेके लिये उत्सुक 
किसान वहाँ जमीन खोदकर देखने लगा) तो देखता क्या 





४७० 








है कि जहा-जहाँ देपाल दे राजा चला था, वहाँ-वहाँ हराईमें 
बोये ज्वारके बदले सच्चे मोती झलमला रहे हैं । इससे 
उस चारण किसानका आश्चर्य और बढ़ गया । पश्चात्‌ 
उसने जमीन खोदकर सारे मोती इकछे कर लिये और 
घर जाकर अपनी स्त्रीको सारी बात कह सुनायी । फिर तो, 
पता छगानेपर जान पड़ा कि उनको बैल देनेवाला और 
उसको ख्रीके स्थानमै स्वयं जुएमें जुत जानेवाला और कोई 
नहीं, बल्कि राजा देपाल दे ही था । 

इससे किसानको दु:ख हुआ और वह अपनी खीसे 
कहने छगा- देवि ! में मूर्ख आदमी हूँ, मैंने केसी 
भूल की है ! मुझ अभागेने राजाको भी नहीं पहचाना 
और देवता-जैसे सुकुमार राजाको जुएमें जोत दिया । देवि! 
यह सच्चे मोती अपने नहीं हैं, में कल ही राजाके दरबारमें 
जाकर राजाके सुपुर्द कर आऊँगा ।? 

दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही किसान खेतमेसे प्राप्त 
मोतीकी पोटली बॉधकर सीधे राज-दरबारमें जा पहुँचा । 

किसान अपढ्‌ तो था, पर जातिका चारण था | उसके 
मुँहसे सहसा एक दोहा निकल पड़ा-- 





% मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


Ne 





जो जानत तुझ हाथ सांचा मोती नीपजे | 
बपरावत दिनरात देव तने देपार दे॥ 

हे देवतुल्य राजा देपाल दे | मैं यदि पहलेसे दी यह 
जानता होता कि तुम्हारे चळनेसे सचा मोती गिरता है तो 
में तुमको रात-दिन काममें लगाये होता । 

इतना कहकर . चारण किसानने मोतीसे भरी पोटली 
राजाके सामने खोल दी । राजा देपाल दे और सारे दरबारी 
यह देखकर चकित हो गये । चारणने किस प्रकार मोती 
मिले थे, यह सारी कथा कह सुनायी । यह सुनकर राजा 
देपाल दे मन्द-मन्द मुसकराते हुए कहने लगे-- 

“भाई ! ऐसी दशामै तो ये मोती मेरे नहीं, बल्कि 
तुम्हारे ही कहलायँगे । इनपर मेरा तनिक भी अधिकार 
नहीं है; क्योंकि में तो अपनी इच्छासे ही तुम्हारे बैलकी 
जगह जुत गया था |? राजा देपाल देकी यह उदारता, 
निष्कपटता और निरभिमानिता देखकर उस चारण किसानके 
साथ सारे दरबारी गद्गद हो गये और मानवताके अवतारके 
समान इस पवित्र राजाके चरणोंमें सबका मस्तक झुक गया | 


——Do— 
९ 

| मानवताकी व्यथता | 
Si सुरराज-सो राज-समाजु, समृद्धि बिरंचि, धनाधिप-सो धनु ओ । धर 
रण पवमानु-सो, पावकु-सो, जमु, सोमु-सो, पूषनु-सो, भवभूषचु भो ॥ ४४ 
दि करि जोग, समीरन साधि, समाधि के धीर बडो, बसह मनु भो । पि 
प सब जाय) सुभाय कहे तुलसी, जो न जानकी-जीवनको जनु भो ॥ ५४ 
58] कासु-से रूप, प्रताप दिनेसु-से, सोमु-से सील, गनेखु-से मानें । 
रभ हरिचंदु-से सचे, बड़े विधि-से, मधवा-से, महीप बिषे-सुख-साने ॥ पु 
9 श मुनि, सारद्‌-से वकता, चिरजीवन लोमस तें अधिकाने । डड 
i भए तो कहा “तुळसी”, जो पै राजिवलोचन रासु न जाने ॥ र्र 
` झूमत द्वार अनेक मतंग, जँजीर-जरे, मद्‌-अंबु॒ चुचाते । हट 
व तीखे तुरंग मनोगति-चंचल, पोनके गोनहु ड चढ़ि जाते ॥ ‘i 
RA चखल अवलोकति, बाहर भूप खरे न समाते। i 
ड पैसे भय तो कदा, तली | जो पै रंग न राते॥ ६; 
क व्य च के बिधिके करको जो पटो लिखि पाए। हु 
2 संपतितिद सबै ती, निज सुंदरता रतिको मदु नाएँ॥ 
टु जानकीजीवनु जाने बिना मनसा चितै चितु लाएँ। 


“बक 


-खुलसीदासजी 


श्री) - 


ऋ प्राचीन भारतकी मानवता तथा आधुनिक भारतकी दानवता # 


र = 








४७१ 











प्राचीन भारतकी मानवता तथा आधुनिक भारतकी दानवता 


( हेखक--श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी एम्‌० ८०) काब्यतीर्थ ) 


विश्वके इतिहाससे पता चलता है कि विश्वके अन्तर्गत 
सर्वप्रथम भारतमै ही सभ्यताका विकास हुआ | सभ्यताका अर्थ 
समामै- मनुष्योंके समाजे बर्ताव करनेकी योग्यता । पश्ुओं 
और मनुष्योंमे समान रूपसे पाये जानेवाले धर्मोके अतिरिक्त 
मनुष्योंमें जो विशेष धर्म-विवेक है, वही सभ्यताकी भित्ति है। 
दूसरे शब्दोंम यों कह सकते हैं कि आहार! निद्रा? भय) मैथुन 
आदि प्राणिमात्रमे निर्विशेष रूपसे सष्टिके आरम्भसे ही पाये जाते 
हैं । जंगली असभ्य मनुप्योंके जीवनमै और पश्ञुओंके जीवनमें 
कोई अन्तर नहीं रहता । आज भी अफ्रिका आदि देशमै 
ऐसे जंगली मनुष्य पाये जाते हैं) जो पशुवत्‌ जीवन-यापन 
करते हैं । उनकी भाषा बिकसित नहीं है और न उनके 
कोई साहित्य है । हिंदू शास्त्र और साहित्यमै सभ्यताका 
पर्यायवाची शब्द है--धर्म । अतः धर्म ही मानवता अथवा 
मनुष्यता है । नीतिकारने कहा है-- 


आहारनिद्वामयमैथुन॑ च सामान्यमेतत्‌ पञ्जुभिनेराणास्‌ । 
चमो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पश्ुभिः समानाः ॥ 


प्राचीन भारतमै धर्मका बडा ही सूक्ष्म विवेचन किया 
गया था । मनुष्य-जीवनकी समस्याओंके जितने प्रकार सम्भव 
हो सकते हैं और उनके समाधानके जितने उपाय दो सकते 
हैं, उन सारे प्रश्‍नोंपर ऊहापोहके साथ सविस्तर प्रकाश डाला 
गया था । धर्मके अनेकानेक अङ्गों तथा उपाङ्गोंका वर्णन 
किया गया था । वैयक्तिक धर्म, पारिवारिक धर्म, सामाजिक 
धर्म तथा विश्वधर्मके रूपमै धर्मके अनेक प्रकार माने गये थे । 
नित्यके व्यवहारमे धर्मका मूर्तरूप 'यम-नियम? माना गया था | 
ब्राह्मण; क्षत्रिय) वैश्य और झूद्वोंके लिये कर्मविभागके क्रमसे 
अलग-अलग धर्म बतलाये गये थे, जो स्वभावतः उनके जीवन- 
की सार्थकताके ल्यि और समाजके व्यापक दितके लिये 
परमावश्यक्र समझे जाते थे | दया, सरलता, परोपकारिता 
आदि व्यापक मानव-धर्म समझे जाते थे । शरीरको क्षण- 
भङ्कुर समझना तथा लोकेप्रणा एवं वित्तेषणा आदि प्रेयको 
श्रेयस ( मोक्ष ) के समक्ष अत्यन्त तुच्छ समझना भारतीय 
सभ्यताका मेरुदण्ड था । प्राचीन भारतमै सभी वर्णके लोग 
मानवधर्सके पालनमें किस प्रकार हूँसते-हैँसते अपनो लौकिक सुख- 
समृद्धिकी आहुति कर दिया करते थे, इसके सहर ज्वलन्त 


उदाहरण भारतीय साहित्यमें भरे पड़े हैं। रामायण और 
महाभारत तो नीतिधर्मकी खान ही हैं। ऐसे ही कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत लेखमें उद्धत किये जायेगे । तदुपरान्त वर्त- 
मान भारतमें विदेशीय सभ्यताके चिरसम्पर्कमे रहनेसे तथा 
विश्वमात्रमें धर्मके हासके प्रवाहमें भारतीय जनता धर्मके 
मार्गसे कितनी दूर चली गयी है एवं मानवताके उच्च श्र्ज्ञ्से 
दानवताके अतढ गर्तमें गिरकर भारतके प्राचीन गौरवको 
मटियामेट कर रही है--इसका भी दिग्दर्शन प्रस्तुत निबन्धर्म 
कराना है। न 
शम; दम; तप; शौच, स्वाध्याय आदि व्यक्तिगत 
धर्म हैं | इनका अनुशीलन करनेवाले व्यक्तियोंको स्वयं लाम 


होता दै, उन्हे मानसिक शान्ति मिलती है | यों तो व्यक्ति और 
समाजमै अष्ट सम्बन्ध हे-व्यक्तिसमूहसे ही परिवार 


बनता है और परिवार-समूहसे समाजकी सृष्टि होती है । 
परिवारमै पिता-पुत्रका, माता-पुत्रका भाई-भाईका) पति-पत्नी- 
का सम्बन्ध सौहार्दपूर्वक मिठासके साथ निबाहनेमें प्रत्येक 
व्यक्तिको कुछ-न-कुछ त्याग करना पड़ता है । इसीको 
पारिवारिक धर्म कहते हैं| वसुधैव कुटुम्बकम्‌? जैसे उच्च विचार 
वाले महापुरुष विश्वद्दितके लियें अपनी सुख-सुविधाका) 
लौकिक अम्युदयका जो त्याग करते हैं, उसीको विश्वधर्म 
कहते हैं । हमारे यहाँ तरेतायुगे शङ्क और लिखित दो भाई 
मुनि थे । दोनों वडे विद्वान्‌ और तपस्वी थे । दोनोंने अलग- 
अलग स्मृतियाँ रची हँ, जो उन दोनोंके नामसे रङ्क-स्मृति 
और लिखित-स्मृतिके रूपमै प्रसिद्ध हैं। एक बार लिखित 
मुनिने भ्रमसे अपने भाईके बगीचेसे एक फळ भूलसे तोड़कर 
खा लिया। बिना मागे दूसरेकी वस्तु लेना चोरी है? इस 

बिचारसे लिखितमुनि बहुत घबराये और भाईसे जाकर अपनी 
स्थिति बतछाकर दण्ड माँगा । शङ्कने उन्हें बहुत सान्त्वना 
दी और अज्ञानमै किये गये उस तुच्छ अपराधको चोरी नहीं 
समझनेके लिये लिखितसे बारबार कहा । पर लिखितको 
संतोष नहीं हुआ । तब शहने उन्हें कहा कि (दण्ड देनेका 
काम राजाका है । दण्ड लेना हो तो राजाके पास जाओ |! 
लिखितमुनि जब राजाके पास गये ओर उन्होंने अपनी बात 
राजासे कह सुनायी) तब राजाने भी उन्हें बहुत प्रकारसे 
समझाया । पर लिखितने नहीं माना और कहा कि “दण्ड देना 





४७२ 





आपका काम है; उपदेश देना आपका काम नहीं है । तब राजा- 
ने दण्डविधानानुसार लिखितमुनिका एक हाथ कटवा दिया । 
यह थी हमारे प्राचीन भारतकी अस्तेय-धर्म ( चोरी नहीं 
करने ) की पराकाष्ठा । 
ग्रीकयात्री फाहियानने चन्द्रगुप्त द्वितीयके शासनकालमें 
अपनी भारत-यात्राक्े प्रसङ्गमे लिखा है कि 'सडकोपर पडे 
सोने-जैसे मूल्यवान्‌ पदार्थको भी कोई नहीं उठाता था | 
यदि उठाता भी था तो उसे उठाकर राजकोप्रमै जमा कर 
देता था । कालिदासने भी अपने महाकाव्य (रघुवंश' में दिलीपकी 
सुन्दर राज्य-व्यवस्थाकी प्रशंसामें छठी शताब्दीमें लिखा था-- 
“श्रुतो तस्करता स्थिता’ अर्थात्‌ दिलीपके राज्यमे कोई चोरी 
नहीं करता था, “चोरी? शब्द केबल शब्दकोषमे लिखा पाया जाता 
था । एक ओर तो प्राचीन भारतमै जहाँ गुप्तवंशीय राजाओं- 
के समयतक स्तेय ( चोरी ) का इतना अभाव था कि जनता- 
मै कोई इसके मूर्तरूपका परिचय नहीं पाता था, वहाँ दूसरी 
ओर आज इस देशम चोरी-डकेतीका बाजार इतना गरम है 
कि देशके कोने-कोनेसे नित्यप्रति बहुसंख्यक चोरी-डकैतियोँका 
समाचार प्रकाशित होता रहता है। बहुतेरी डकैतियोंमे णहपतिकी 
तथा उसक्के पारिवारिक जनोंकी हत्या भी कर दी जाती है 
तथा जनसमुदाय आतङ्कित बना रहता है । धन और प्राणके नाश- 
का भय देशमै इतना व्यापक हो रहा है कि सुख-निद्रा दुर्लभ 
हो रही है । आततायी लोग रेलकी लाइनोंको विस्थापित करके 
रेळगाड़ियोंको उलटाते तथा सेकड़ौ-सहसों यात्रियोंकी हत्या 
केवळ इसलिये कर रहे हैं कि उनका थोड़ा-सा सामान एवं कुछ 
नगद और आभूषण उन्हे हाथ लग जाये । दूसरेके चिर- 
उपार्जित धनको अपनानेके उद्देश्यसे नर-हत्या करना इस 
देशम साधारण बात हो चली है; कागज-कलमके द्वारा 
तथा भोखेबाजीसे सभ्यताकी चोरी कितनी होती है, उसकी तो 
संख्या ही नहीं है । इसके अनेक कारण हो सकते हैं, 
जिनमें मुख्य तो यही है कि भारतवासी लोग देहात्मवादी 
हो चले हैं; शरीरको नित्य _ समझकर शारीरिक सुखके 
लिये बड़ें-से-बड़ा कुत्सित कर्म करनेसे मी नहीं हिचकते 
और तो और) देशके शासकवर्ग इसी गड़बड़-झालेमें पड़े हुए 
हैं, वे लोग ही अन्यायोपाजित धनसे अपना ठाटवाट 
बढ़ाकर साधारण-जनके समक्ष घृणित उदाहरण उपस्थित 
कर रदे हैं? सनातनधर्मका रूप ही उनकी दृष्टिसे ओझल 
हो गया है । बद रूप यों था-- 
न जातु कामाच भयान्न लोभाद्‌ धम त्यजेज्जीवितस्यापि हेतो; | 
धर्मों नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य; ॥ 


ॐ मानव वही जो स्वाथे तज होता पथिक परमार्थका * 





अर्थात्‌ काम, भय) लोम आदिके कारण तो धर्मका ल 
करना ही नहीं चाहिये, प्राणके लिये मी धर्मका त्याग नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि धर्म और जीवात्मा नित्य हैं 
मनुष्य-जीवनमें सुख-दुःख होते ही रहते हैं और रचय 
जन्म लेना मी अनित्य है । 

शरणागतवत्सलता भी व्यक्तिगत धर्म है । रिविकी 
कथा प्रसिद्ध है । शरणमें आये हुए कबूतरकी रक्षाके लिये 
तथा बाजरूप छली इन्द्रके तोषके लिये शिविने अपने शरीरका 
मांस काट-काटकर कबूतरकी रक्षा करना परम धर्म समझा 
था । आज इस देशमै शरणागत-वत्सछताकी चर्चा ही 
मिट रही दै, बल्कि उसके स्थानमै विश्वासघातकी जड़ 
जमती जा रही है । पारिवारिक एवं सार्वजनिक जीवनमै 
पारस्परिक विश्वासका इतना अभाव होता जा रहा है कि 
दो-चार रुपयोंके लेन-देनमे भी रजिस्ट्री आफिसकी शरण 
लेना पड़ रहा है । इससे जनताके जीवनमै कुटिलतातथा 
उलझन बहुत जोरोंसे बढ़ रही है । भोळेभाळे ग्रामीण 
लोग कुटिल लोगोंके विश्वासघातके शिकार बन रहे हैं। 
मानवरूपधारी इन विश्वासघाती कुटिल लोगोंके क्रिया-कलाप- 
से ही भारतीय न्यायाल्योंमें सत्य और न्यायका गला घोंटने- 
का इतना बड़ा आडम्बर और घटाटोप रचा गया है) जिसका 
विस्तार दिनोंदिन हो रहा है । अन्यायका विस्तार करनेवाले 
भारतीय न्यायाल्योंके वर्तमान रूप तथा कार्यपद्धतिम 
जबतक आमूल परिवर्तन नहीं होगा» तबतक भारतमै सनातनः 
सदाचार पनपने नहीं पायेगा और ग्राम-पंचायत अथवा 
पंचायतको सफलता स्वप्नमात्र रह जायगी । फिर ग्रामपंचायत 
में भी वही मनोबृत्ति काम कर रही है | शिक्षित कहलानेवाठे 
लोग प्राड विवाक ( वकील ) के रूपमै उभयपक्षोंके असल 
आरोप तथा प्रत्यारोपका समर्थन जिस प्रकार इस देशमै 
निर्ज्जतापूर्वक आज कर रहे हैं, कदाचित्‌ वेसा किसी अर्ल 
देशके न्यायालये दृष्टिगोचर नहीं होता दै । भारतीयों 
चारित्रिक पतनका ऐसा नग्न रूप अन्यत्र नहीं दीख पडता? 
बिदेशियोंद्रारा दिये गये कदाचारोंमें हमारा सबसे भयंकर 
दानवीय कदाचार यही है | पता नहीं, कब इस भयंकर रोगस 
इस देशका चाण होगा । खाधीनता-प्रातिके दस वर्ष बीत जति 
पर भी इस ओर देशसुधारकोंका ध्यान तनिक मी अर्र 
नहीं गया है | वरं यह रोग उत्तरोत्तर भीषण रूप धारण कर हह 

पारिवारिक धर्म 
प्रत्येक परिवार एक छोटा-मोटा राज्य हे 


ह 


५ छ 
ति 


% प्राचीन भारतकी मानवता तथा आधुनिक भारतकी दानवता # 


 .......ल8ल.....---  लिस्स्सलल्ल्््््िि््ध्स्च्च़्््च्ि्िवि्ि््््ध्ध्चच्ध्च्च्च्च्चचिच्चिचव््द्नन्‍- 








जिस प्रकार राज्यके शासनका कुछ नियम होता 
है, वैसे ही परिवारके संचालनका भी नियम होता है। 
परिवारके भीतरकी संचालिका पत्नी और बाहरका संचालक 
पति हुआ करता है। पुत्र-पुत्रियाँ, पोत्र-पौत्रियॉ, परि 
चारक-परिचारिका आदि प्रजाके रूपमै रहते हैं | उदार तथा 
विचारवान्‌ शासकके शासनमें प्रजा सुख-सम्पन्न रहा करती 
है और शासन-व्यवस्थापर वाहरसे कोई आघात पहुँचनेपर 
प्रजागण बड़ा-से-बड़ा त्याग करनेको प्रस्तुत रहते है । वैसे ही 
सुव्यवस्थित परिवारमे सारे सदस्य एकमत रहकर परिवार- 
के लौकिक तथा पारलौकिक अभ्युदयके लिये तत्पर रहते हैं । 
परिवारके यश तथा कीर्तिकी रक्षाके लिये वे लोग सदा दत्त- 
चित्त रहते हैं । प्राचीन भारतमै सुखी एवं यशस्वी परिवारोके 
अनेकानेक ज्वलंत उदाहरण हैं । सर्वप्रथम महाराज दशरथके 
परिवारमें श्रीरामका चरित्र हमारे लिये सदा स्मरणीय और अनु- 
करणीय रहेगा | पिता-माताका वचन अटल रहे) इस हेतु कोसळके 
समृद्ध राज्यका त्याग करनेमे रामको तनिक मी व्यथा नहीं 
हुई । राज्यका त्याग करनेपर यदि रामको कोई दूसरी 
जीविकाके द्वारा जीवन-निर्वाहका अवसर दिया जाता तो 
राज्य-त्यागमे कोई विशेष महत्त्व न होता; क्योंकि व्यापार 
आदिके द्वारा भी लोग सुख-सम्पन्न जीवन-यापन किया 
करते हैं । वहाँ तो राज्यका त्याग और वनवास एक साथ 
उपस्थित थे | रामको जंगलमै कितना कष्ट हुआ, जिसे वे 
प्रसन्नतापूर्वक झेलते रहे--इसका सजीव वर्णन वाल्मीकि तथा 
रामचरितमानसकारने मार्मिक शब्दोंमे किया है । अतः यहाँ 
उसका संक्षेपमै ही संकेत किया गया है। मातृ-पितृभक्ति) अलोभ 
तथा संतोषका परमोत्कृष्ट उदाहरण रामचरितसे हमें मिलता 
है । इस प्रसङ्गमें महात्मा गोस्वामी तुळसीदासजीका अतिसुन्दर 
इलोक उद्धरणीय है-- 
प्रसन्नतां या न गताभिपेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । 
सुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मन्जुङमङ्गलमप्रदा ॥ 
पारिवारिक धर्मका दूसरा उत्कृष्ट उदाहरण महाभारतमें 
हमें मिलता है । राजा गांतनुके पुत्र देवव्रत गङ्गाके गर्भसे 
उत्पन्न थे । धीवर-कुल-सम्भूता अपूर्व ठावण्यवती कन्या 
योजनगन्धाके रूपपर शंतनु मोहित हो गये | योजनगन्धा- 
का जन्म अलौकिक रूपसे उपरिचर वसुसे मछलीके गर्भसे 
हुआ था । धीवर उसका केवल पोषक पिता था, कन्याका दुसरा 
सार्थक नाम मत्स्योदरी भी था । मत्स्योदरी सर्वतोभावेन एक 
अलौकिक गुण-विशिष्ट कत्या थी | जब राजा रांतनुने मत्स्यो- 


मा० अं० ६० 


४७३ 











दरीके साथ विवाह करनेका प्रस्ताव धीवरसे किया, तब धीवरने 
मत्स्योदरीके विवाहके सम्ब्रन्धमै अपनी प्रतिज्ञा राजासे कह 
सुनायी । प्रतिज्ञा यह थी कि उसी पुरुषके साथ मत्स्योदरीका 
विवाह होगा; जो उसके पुत्रको अपनी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी 
बनायेगा । राजा शंतनुको देवत्रत-जैसा महाप्रतापी पुत्र 
पहलेसे विद्यमान था । अतः धीवरने शंतनुके प्रस्तावको 
स्वीकार नहीं किया । शंतनु उदास रहने लगे । देवत्रतको 
इसका पता लगा । उन्होंने धीवरसे कहा कि “मै पिताका राज्य 
नहीं लूँगा, तुम्हारा दौहित्र ही राज्यका उत्तराधिकारी 
होगा ।? इसपर धीवरने कहा कि “तुम्हारा लड़का मेरे दौहित्रसे 
राज्य छीन ले सकता है ।? उस समयतक देवव्रतका विवाह 
नहीं हुआ था । देवव्रतने धीवरके समक्ष प्रतिज्ञा की--भम 
आजीवन विवाह नहीं करूँगा ।? तव धीवरने मस्स्योदरीका 
विवाह झांतनुसे कर दिया । देवव्रतकी उस महान्‌ भीषण 
प्रतिज्ञाके कारण उस दिनसे उनका नाम भीष्म रखा गया | 
संसारमै भीष्मपितामहके नामसे वे प्रसिद्ध हुए । पिताके 
सौख्यके लिये ऐसा अलौकिक त्याग विश्वके इतिहासमें 
कदाचित्‌ ही कहीं मिलेगा | यह है आर्योकी पितृभक्ति | 
सनातनधर्ममें अपुत्र मनुष्यके लिये गति नहीं है, ऐसा लिखा 
है; किंतु भीष्म जैसे महापुरुष अगतिक हों) यह कैसे हो सकता 
था । इसलिये शास्त्रकारोंने विधान कर दिया कि सनातनधर्मावः 
लम्बी जो ग्रहस्थ प्रत्येक माघकी शुक्ला अष्टमीको ( जिस दिन 
भीष्मने स्वेच्छासे शरीर-त्याग किया था ) भीष्मपितामहके नामसे 
तर्पण ( जलदान ) नहीं करेंगे, उनके पितरोंको सालके भीतर 
जल-पिण्डादि प्राप्त नहीं होगा । उस दिनसे आजतक सनातन- 
धर्माबलम्ब्री लोग नियमपूर्वक उक्त तिथिको भीष्मपितामहको 
जल दिया करते हैं? जिसका मन्त्र यों है 

भीष्मः शांतनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 

आभिरद्भिरवाप्नोतु पुत्रपौ त्रोचितक्रियाम्‌ ॥ 

ऐसे धर्मात्मा मद्दापुरुषका भारत सदा ऋणी रहेगा । 
महाभारत-युद्धकी समासिपर भीष्मने कौरवःपाण्डवोंको 
शान्तिपर्वमे नीतिधर्मका जो उपदेशामृत-पान कराया था; वह 
विश्व-कल्याणके लिये अक्षय निधि दै । 

दूसरी ओर बर्तमान भारतमै पितापपुत्रका घुणित रोमाञ्चः 
कारी दृश्य नित्यप्रति दृष्टिगोचर हो रहा है । साधारणतया 
प्रतिशत पचहत्तर परिवारामै पुत्रहोग माता-पितासे प्रथक्‌ रह 
रहे हैं । जिनके पास स्वल्प सम्पत्ति है; वे माता-पिताके भरण- 
पोषणका भी समुचित प्रबन्ध नहीं करते। बुद्ध माता-पिताका 





४७४ 








जीवन प्रायः कष्टसे व्यतीत होता है । इतना ही नहीं, बहुतेरे लड़के 
और उनकी बहुएँ बृद्ध माता-पिता एवं सास-ससुरपर कमी 
कभी दण्ड-प्रहार भी कर दिया करते हैं | अनेक स्थलोमें 
पिता-पुत्रके बीच सम्पत्तिके लिये बृहद्‌ मुकद्मेवाजी भी चलती 
रहती है । गाँवोंकी दलबंदीमे पिता एक ओर, तो पुत्र दूसरे 
पक्षम । ऐसे पिताके मरनेपर जब पुत्र श्राद्ध करने बैठते हैं, 
तब बड़ा ही उपहासास्पद प्रतीत होता है । जिसके प्रति श्रद्धा 
पहलेसे नहीं है, उसके प्रति मरनेपर क्षणमात्रमै कैसे श्रद्धा 
हो जायगी ओर बिना श्रद्धाके श्राद्ध कैसे हो सकता है। 
वर्तमान हिंदूसमाजमें शासतरोंका विचित्र मखौल उड़ाया जा 
रहा है । शास्त्रीय वचनोंको तोड़-मरोड़कर अपने सुविधानुसार 
लोग बरतते हैं । एक ही झाका एक भाग ठीक तो दूसरा 
भाग बेठीक ! अन्यायसे धनोपार्जन करना सर्वथा त्याज्य 
है, पर आजकल अन्यायोपार्जित धनसे धर्म करना बुरा 
नहीं माना जा रहा है । ऐसे बक-धर्मीलोग समाजमें स्तुतिके 
पात्र माने जा रहे हैं । इसीलिये तो तीथोका माहात्म्य न्यून 
हो गया है ओर अधिकतर तीर्थस्थान गुंडों तथा पापियोंके 
अडड हो रहे हैं । भारतके तीर्थ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति- 
के उद्धव तथा विकासके स्थान थे । पर्बोंके अवसरपर वहाँ 
पारंगत विद्वान्‌ एवं अनुभवी कर्मठलोग प्रवचन किया करते 
थे । उनके सङ्गसे ग्रहीलोग परमोपयोगी लाभ उठाते थे। 
स्वाधीन भारतके ऊपर यह भार है कि तीर्थोका समुचित 
सुधार किया जाय । 
सामाजिक धर्म 
जाति तथा समाजके कल्याणके अनेकानेक चमत्कारपूर्ण 
उदाहरण भारतके प्राचीन एवं अर्वाचीन साहित्यमें पाये 
जाते हैं । त्रेतायुगमे देवताओं तथा दानवोंद्वारा समुद्र-मन्थन 
किये जानेपर सर्वप्रथम समस्त सृष्टिको भस्मीभूत करनेवाले 
हालाहल विषका आविर्भाव हुआ । चारों ओर आतङ्क छा गया | 
व्यथित होकर सबने भगवान्‌ शंकरसे त्राणकी भिक्षा मॉगी । 
शंकरने विषका पान करके समस्त लोकको बचा लिया । इन्द्रके 
कोपके फलस्वरूप मूसछाधार ब्रृष्टिसि जब समस्त ब्रजवासीलोग 
जलमग्न होने लगे; तब भगवान्‌ श्रीकृप्णने गोवर्धन-गिरिको उठा- 
कर उसके नीचे व्रजवासियोकी रक्षा की । कालियदहमें चिर- 
कालसे निवास करते हुए कालियनागके विप्रमे दूषित हुए जलसे 
मनुष्यों) पछुओं तथा पक्षियोको अपार क्षतिसे बचानेके हेतु 
भगवान्‌देवकीनन्दनने नागको वहासि भगाकर पाताळ भेज दिया | 
महामारतकी कथाके प्रसङ्गमे लाक्षागहसे निकल भागनेके बाद 





ॐ मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका 5 
ऱ्य A 2411 या 





>>> >>> >> क्स 


नगरीमै & 0022 
एकचक्रा नगरीमे युधिष्ठिर आदि पाण्डव माता कुन्तीके साथ 


एक ब्राह्मणके घर अतिथि थे । उ क व्यवस्थाके अनुसार 
एक राक्षसको प्रतिदिन भो एक-एक मनुष्यको पारीत 
गहस्थोंको देना पड़ता था। उस दिन उसी ब्राह्मण-परिवारक्ी 
पारी थी । घरमै उदासी छायी हुई थी । समाचार जानकर 
कुन्तीने परिवारके सामने प्रस्ताव रखा कि “हमारे पाँच लड़के 
हैं । आज इन्हींमेसे एक राक्षसके भोजनार्थ जायगा ।' ब्राह्मण- 
परिवारको, जिसमे एक ही लड़का वंश-प्ररोहरूपमें था,यह प्रस्ताव 
किसी प्रकार स्वीकृत हुआ । कुन्ती जानती थी कि उसके बल- 
शाली लड़के साधारण नरभक्षी राक्षसोंके लिये अजेय थे । भीम 
राक्षसके पास भेजे गये और उसे मारकर उन्होंने उस जन- 
पदको निरापद कर दिया। युधिष्ठिरादि पाँचौं भाइयोंक्रे साथ 
द्रौपदीको बहत्तर-बहत्तर दिन पारक्रमसे वर्षमे रहना पड़ता था | 
एक भाईकी पारीमे यदि दूसरा भाई उसके घरमें किसी कारणे 
चला जाय तो उसके लिये प्राणदण्ड अथवा बारह वर्ष 
वनवासकी व्यवस्था थी । युधिष्टिरकी पारी चल रही थी | एक 
अँधेरी रातमें एक ब्राह्मणने चीत्कार किया कि उसकी गायको 
चोर बलात्‌ लिये जा रहा है । भ्रमात्‌ अर्जुनका धनुष 
युधिष्ठिरके घरमें रह गया था । त्राणका आर्त्तनाद सुनकर 
अर्जुन अपने योगक्षेमकी सारी सुधि भूलकर धनुषक्रे लिये 
युधिष्ठिरके घरमै घुस गये और ब्राह्मणकी गौकी उन्दने रक्षा की | 
पीछे जब उन्हें पारीके नियमका बोध हुआ, तब वे प्राणाधात 
करनेको उद्यत हो गये । युधिष्ठिरसे अनुमति लेकर वे १२ वर्धके 
वनवासके ल्यि घरसे चले गये । प्राचीन भारतके लोग अपने 
धर्मके पालनकी धुनमें महान-से-महान्‌ त्याग करनेमें अपने 
जीवनकी सार्थकता समझते थे । जनताकी विपत्तिं, विशेषतः 
गौ एवं ब्राह्मणकी विपत्तिमे सहायता करना क्षत्रियोंका 
परम धर्म था; ऐसी दशामे अर्जुन-जैसा धर्मात्मा बीर 
क्षत्रिय ब्राह्मणका आर्तनाद सुनकर अपने प्राण और 
सुखको चिन्ता केसे कर सकता था । दूसरी ओर आजके 
भारतवासी हैं | प्रतिशत ९० भारतवासी इन दिनों अपने 
कर्तव्यसे विमुख रह रहे हैं । थोड़े-से इने-गिने लोग जो 
कर्तव्यपरायण देख पड़ते हैं; उनमें भी अधिकांश जोग दण्डके 

मयसे कतंब्यरत हैं | धर्मकी बुद्धिसे नहीं । छोटे वडे वेतन 

भोगी कर्मचारी तथा अधिकारी लोग दिनोंदिन कर्तव्यसे 

विसुख होते जा रहे हैं | ज्यों-ज्यों वेतनभोगियोंकी संख्या एवं 

वेतनमै वृद्धि होती जाती है, त्यों-तयों जनताके काममे विलम्त्र 

तथा उल्झन बढ़ती जा रही है। खाधीनता-प्रातिके बादसे इस 


। 


NC 


डर 


# प्राचीन भारतकी मानवता तथा आधुनिक भारतकी दानवता % 


अकर्मण्यताकी वृद्धि अत्यधिक द्रुतगतिसे हो चली है । न्यायालयः 
के अधिपतिलोग जितना समय पहले अपने काममै ल्गाते 
थे, उसका आधा भी आज नहीं लगा रहे हैं। विदेशी शासनके 
कालमै हाकिम लोग प्रायः सारे मुकद्दमोके कागजोंको अपने 
निवासस्थानपर पढ़कर निर्णय तैयार किया करते थे । अत्र 
बिरले ही कोई-कोई हाकिम ऐसा करते हैं । छोटे किरानी आदि 
कर्मचारी नियत मासिक वेतन पनिसे अपनेको किसी कामके 
लिये उत्तरदायी नहीं समझते हैं। जबतक उन्हे मामूलीके रूपमै 
वेतनसे दूना, चाण्गुना, आठगुना, बीसगुना द्रव्य नहीं 
मिल जाता, तबतक वे अपनेको सर्वथा निरुत्तरदायी समझते 
हैं । इस निर्लजतापूर्ण धृष्टताका वाण्डव-रृत्य सारे सरकारी 
कार्यालयमै नित्य अबाध गतिसे चल रहा है । हाकिम लोगों- 
की नाकके नीचे यह अवाञ्छनीय दृश्य प्रतिदिन देखनेकी मिल 
रहा है । इस श्रष्टचारके प्रचारमे जनताकी अपेक्षा कर्मचारी 
लोग अत्यधिक दोषी हैं और सबसे अधिक दोषी हैं वे 
अधिकारीलोग, जिनका काम है कार्याल्योंमें सदाचारको 
अक्षुण्ण रखना, अपने अधीनस्थ कर्मचारियोंको कर्तव्यनिष्ठ 
बनाये रखना, एवं जनताकी सुविधाओंका सतत ध्यान 
रखना । ब्रहुतेरे अधिकारी अपने काममै अपटु एवं आलसी 
रहकर कर्सचारियोंके ऊपर ही सर्वथा अवलम्बित रहा करते 


~ 


हवं । ऐसे अकर्मण्य अधिकारी लोग ही कार्याळयोमे अत्यन्त 
घुणित प्रचलित भ्रष्टाचारके पोषक हैँ । कार्यालयोंके भ्रष्टाचारसे 
सारा समाज अपङ्ग हो रहा है । निम्नवर्गके कर्मचारी 
घूसके रुपयोंसे अपने सामाजिक जीवनमै, विवाह आदिके 
अवसरोंपर, अपनी बहू-वेटियोंके वत्माभूषणोमे इतना बड़ा 
आडम्बर बढ़ाते चले जा रहे हैं कि समाजमें उनके समान 
लोग उनकी बराबरी प्राप्त करनेके लिये चोरी-डकेती 
आदिके द्वारा धनोपार्जनमें प्रवृत्त होने लगे हैं। 
कारखानों और राजकीय सेवाविभागोमे हृड़तालकी राहपर 
बार-बार कर्मचारियोंके वेतनमें वृद्धि होती चली जा रही है। 
पता नहीं) इस प्रवाहका अन्त कब) केसे और कहाँ जाकर 
होगा । शासनके द्रुतगतिसे बढ़ते हुए खर्चकी पूर्तिके ल्यि 
जनताके ऊपर दिनोंदिन “कर” का भयंकर भार बढ़ रहा 
हि | अस्तु) 


देशभक्ति-धर्म और विश्व-धर्म 


मनुष्य स्वभावतः खतन्त्रता-प्रिय होता है । एक देशके 
निवासी दूसरे देशके अधीन नहीं रहना चाहते । इसके 


४७५ 





प्रतिकूल मनुष्यका यह भी स्वभाव है कि वे दूसरे मनुष्योको 
अपनी अधीनतामै रखना चाहते हैं। मनुष्यकी इस द्विविध 
विरुद्ध प्रवृत्तिके कारण सृष्टिके आदिसे आजतक जन-जनका 
संघर्ष नहीँ मिटा । मिटना तो क्या, दिनौदिन इस ओर- 
एक देशके भीतर भिन्न-भिन्न समाजोमे और देश-देशके बीच 
दुर्भाव बढ़ता जा रहा है । संसारके जितने भी छोटे-बड़े युद्ध 
आजतक हुए हैं; उनका भौतिक कारण मनुष्यक्रा यही 
द्विविध स्वभाव है । संसारके इतिहासमै पराधीन देशोंके साथ 
विजेता देशोनि अधिकांदामे दुर्व्यवहार ही किया है । विजित 
देशवासियोंकी सभ्यता और साहित्यकी जड़पर कुठाराघात - 
किया गया है । उनकी गाढी कमाईका पेसा विजेता देश- 
वासियोंने छछ-बलसे हडप लिया है। आज भी यह क्रम 
जारी है । परंतु भारतीय पुरातन इतिहाससे इस देशकी ऐसी 
प्रवृत्ति प्रमाणित नहीं होती है । कालिदासके रघुवंशमै राजा 
रघुके द्वारा विश्वविजयका वर्णन है । मध्य एशियाके कतिपय 
फारस, ईरान आदि देशोंपर रघुने विजय पायी थी । 
वराजितोसे केवळ अधीनतामात्र स्वीकार कराकर और अपना 
झंडा वहाँ गाड़कर छोड़ दिया गया था । न तत्काल उनका 
धन लूटा गया था और न आगे उनसे कर लेनेकी कोई 
व्यवस्था की गयी थी । संसारके इतिहासमें विजित-विजेताओंके 
सम्बन्धर्म यह अनोखी बात है । सौभाग्यसे आज भी भारतके 
परराष्ट्रसम्बन्धमै इस प्राचीन पद्धतिको अक्षुण्ण रखनेका 
संकेत दिन-प्रति-दिन मिळता रहता है । 


संसारके युद्धोमें कुछ देश तो अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षाके 
हेतु विवश होकर लड़ते हैं और कुछ अग्रसर होकर दूसरे 
देशको पराजित करनेके ल्यि युद्धमे प्रदत्त होते हैं | कुछ 
सैद्धान्तिक वातोंको लेकर भी अतीत कालमें लड़ाइयाँ लड़ी 
गयी हैं । रावणकी छङ्कापर रामने रावणके द्वारा अपहृत 
अपनी घर्मपत्नीके उद्घारके लिये तथा पापी राक्षस-कुलके 
संहारके लिये आक्रमण किया था । छङ्काको जीतकर 
श्रीरामने इसे अयोध्याका उपनिवेश नहीं बनाया; प्रत्युत रावणके 
सगे माई विभीषणको उसका अधिकारी बनाया | 


विधर्मी यवनोसे भारतीय नरेशोंके युद्धम राजस्थानके 
वीर राजपूर्तेने जो रोमाञ्चकारी त्याग किया है, वह मारतके 
इतिहासमै खर्णाक्षिरोमि अङ्कित दै । नवबधुएँ अपने प्रियतमोंको 
सज-धजकर रणक्षेत्रमै भेजनेमे अपना गौरव समझती थीं । 
भारतक्रे अन्तिम चक्रवर्ती नरेश पृथ्वीराजने युद्धक्षेत्रमे बन्दी 





४७६ 








त च तय जा मिलियन प्राणत्याग किया था । मेवाडाधिपति राणा प्रताप देश 
तथा धर्मकी रक्षाके लिये अन्तिम साँसतक मुगलोसे लड़ते 
रहे | उनके साहुकार भामासाहको मी धन्यवाद है, जिसने 
जीवनभरकी गाढी कमाईके रुपये राणा प्रतापको बड़े गाढ़े 
समयमै देकर अनुपम सहायता पहुँचायी थी । इधर अंग्रेजोंके 
इस देशपर पदार्पणके पश्चात्‌ मी उनकी असह्य कूटनीतिसे 
व्यथित होकर १८५७ में सारे देशमै जो विद्रोहाग्नि धधकी, 
उसमे उत्तरप्रदेश, पंजाब, बिहार आदिके कितने देशप्रेमी 
वीरोंने अपनी आहुति चढ़ा दी, जिनमें नाना फड्नवीस, 
तात्या टोपे, कुँवरसिंह आदि प्रमुख थे । इधर चालीस-पचास 
वर्ष पहले देशके क्रान्तिकारी युवकोंने जो त्याग दिखलाया, 
वह भारतके स्वतन्त्रता-संग्रामके इतिहासमै अमिट रहेगा | 


देशभक्तिके नामपर सैकडौं -सहखों नवयुवक ( जिनमें 
बंगाली एवं पंजाबी प्रमुख थे ) हँसते-हँसते फाँसीके तख्तेपर 
झूल जानेमें अपने जीवनकी सार्थकता समझते थे । साथ-ही- 
साथ गांधीजीके पूर्ववत्ती और पाइ्व॑वर्ती बहुतेरै देशभक्त 
नेता हुए हैं, जिनके त्याग और तपस्याकी गाथा भारतके 
इतिहासमै सदा अङ्कित रहेगी । पुराने नेताओमैसे महादेव 
गोविन्द राणाडे, फिरोजशाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, विपिनचन्द्रपाल, विजयराघवाचार्य; गोपाल 
कृष्ण गोखले) लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक प्रभति थे। 
गांधीजीके पादर्ववतीं नेताओमे सर्वश्री पं०मदनमोहन मालवीय, 
मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय) सुभाषचन्द्र बसु, देशबन्धु 
चित्तरंजन दास, यतीन्द्रमोहन सेन, विधानचन्द्र राय, सीमान्त 
गांधी अब्दुलगफ्फार खाँ, हकीम अजमलखों, मौलाना 
मजहरुल हक; राजेन्द्रप्रसाद और हमारे कनिष्ठतम प्रिय नेता 
जवाहरलाल नेहरू प्रभ्रति थे और कतिपय अभी मी हैं। कूटनीतिज्ञ 
अंगरेजोसे अपनी जन्मभूमिको मुक्ति दिलानेमें इन नेताओनि 
जो त्याग किया है वह सदा स्मरणीय रहेगा | इनकी क्रियाएँ 
प्रथम कौटिकी देशभक्ति और देशधर्मम सदा परिगणित होती 
रहेंगी । महात्मा गांधी और इतर नेताओंकी विचारधारामें 
यह महान्‌ अन्तर था कि गांधीजीकी लोकहितेषिणी दृष्टि 
व्यापक थी । वह भारतीय क्षेत्रतक सीमित नहीं थी । 
मारतीय खतन्त्रता उनके विचारानुसार विश्व-कल्याणके ल्यि 


# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 













= 


साधनमात्र थी | उनके चिन्तनक्रममें संसारमै 
शान्तिकी स्थापना तबतक सम्भव नहीं है, जबतक संता 
समस्त देशोंके लोग खतन्त्र नहीं हो जाते । गांधीनी" | 
भारतको खतन्त्र करनेके पश्चात्‌ इतर पराधीन 
खतन्त्रताके लिये प्रयास करनेवाले थे; परंतु मनुष्यकी आयु 
सीमित है | अतः उनके जीवनका उद्देश्य उनके जीवनराम 
पूर्ण नहीं हो सका । सच तो यह है कि महापुरुषगण किसी 
नवीन विचारधाराका प्रचार इस आयासे करते हैं कि पीछेसे 
उनके अनुयायीगण उसके प्रचारका क्रम अक्षुण्ण रखेंगे | 
गांधीजीका प्रयास विश्वधर्मका अङ्ग था । हमें ज्ञात नहीं है 
कि वर्तमान कालमें संसारके किसी देशमै गांधीजीके समकक्ष 
क्रियाशील कोई अन्य महापुरुष विश्वधर्मावलम्बी हैं | संयुक्त 
राष्ट्रसंघका उद्देश्य एकदेशीय है, इसका विश्वशान्तिका 
उद्देश्य देश देशमै झगडा नहीं हो--इतनेही तक सीमित है) 
पराधीनोंको स्वतन्त्र करानेकी दिशामै इसका कुछ भी प्रयास 
नहीं है । गांधीजीके देहावसानके बाद भी विश्वशान्तिके लिय 
जितनी चर्चा हमारे पूज्य यशस्वी नेता श्रीजवाहरलालजी कर 
रहे है, उतनी शायद दूसरे देशके कोई प्रभावशाली पुरुष : 
नहीं कर रहे हैं | हमारे लिये वर्तमान नैतिक पतनकी दरें 
यह बड़े गौखकी बात है । 


उपसंहार 


पूर्वजोके द्वारा उपार्जित मानव-धर्मकी पुनरुन्नतिके लिये 
देशवासियोंको नवीन उत्साहके साथ अग्रसर होना चाहिये) 
कलिकालमे निम्नदिशामें मनुष्योंकी प्रबृत्ति सवथा अनायास 
होती रहती है । श्रेयस्कर कार्मोमि सहसा उत्साह नहीं होता है | 
अच्छेबुरे कार्मोका स्थूल ज्ञान मनुष्यमात्रको होता रहता 
है । तभी तो चोर छिपकर चोरी करते हैं, व्यभिचारी छिपकर 
परुस्रीके प्रति कुदृष्टि दौड़ाते हैं, घूसखोर कर्मचारी छिपकर 
घूस लेते हैं | समाजके प्रत्येक मनुष्यमें इतना नैतिक बल 
होना चाहिये कि बह क्षणिक हानिकी चिन्ता न करके 
भ्रशचारोंका ढोल पीटनेमै हिचकिचाये नहीं । चोरको चोर 


कहनेमे भय नहीं खाय । खयं शुद्ध और सिद्ध होकर समाज" 


सुधारमे प्रव्नत्त हो | 


धर्मा विजयतेतराम्‌ । 


००००११3६९६. 


% मानवता और भगवत्ता # ४७७ 


का 





SD ~ ~~~ 


sd LS 


क उ 


मानवता और भगवत्ता 


( ढेखक--आचाय श्रीलौदूसिंहजी गौतम,एम्‌ ०८०, एल०टी०) पी-एच्‌०डी०) काव्यतीर्थ, इतिद्वासशिरोमणि ) 


अनादि काले इस गम्भीर विषयपर बड़ा ही वाद-विवाद 


« ५ होता आया है कि “मानवता” और भगवत्ता? क्या हैं और 


इनका सम्बन्ध क्या है । इतिहास-शास्त्रने इसका कुछ उत्तर 
अपने ढंगसे दिया है । हमारे प्राचीन ऋषियों और महर्षियों 
ने इसका उत्तर दिया है और इसकी भलीभाँति मीमांसा भी 
की है । इतनी ऊँची बातें भौतिकवादी मनुष्यकी बुद्धि 
ग्रहण ही नहीं कर सकती । अतः इस लेखमे “मानवता और 
भगवत्ताः-मैंसे गहन विषयपर तर्क और दर्शनके प्रकाशः 
में थोड़ा विचार किया जायगा और यह दिखानेका प्रयत्न किया 
जायगा कि सारा विश्व इसी विषयके अज्ञानके कारण भयानक 
इसशान बन रहा है--हमारी सारी भौतिक उन्नति, हमारे 
विज्ञानका चमत्कार दार्शनिक प्रकाशके बिना मानवको 
“दानव? में परिणत कर रहा है । हमारा विज्ञान हमें नाशको 


< ओर लेजा रहा है । आज “मानवता? की सेवाका दम्म करने- 


वाला विज्ञान मानवताकी अदाळतभे सचमुच अपराधीके रूप- 
म॑ खड़ा है । वैज्ञानिकोंने थोड़ीबहुत मानवताकी सेवा की है 
अवश्य; किंतु इतनी बड़ी शक्ति उसने अबोध सनुष्यके 
हाथमे दे दी है कि जिससे सारा संसार नरककी ज्वालासे जलने 
लगा है । इतना अलगाव) इतनी तनातनी, इतना 
भेद और इतना त्रास तो सोलहवीं-सत्रहर्वी शताब्दियोके 
यूरोपीय महायुद्धंमे भी नहीं दृष्टिगोचर था, जितना कि आज 
है । अस्तु, आइये, थोड़ा “मानवता? का विश्लेषण करें | हॉ) 
मनुष्य सम्यताकी कक्षामै उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ आज 
इस स्थानतक पहुँचा है कि वह प्रत्येक देशमै, प्रत्येक काले 
अवध्य है । मानव और पशुमै अनेक बातोंमि समता है; 
किंतु धार्मिकोंकी दृष्टिमे “मानव? में धार्मिक भावोंका उदय 
होता है, उसमें “सत्‌-असत्‌ का विचार होता हैं; 
वैज्ञानिकोकी दृष्टिम “मानवःमै बुद्धि होती दै । उसमें 
“२510181109”, तर्क-वितर्क करनेकी योग्यता होती है । 
मानव सभी प्राणियाँका सिरमौर दै । वह जगत्‌की सृष्टिका 
शिरोमणि है। हमलोग जो सनातन त्वाम विश्वास करते हैं. तथा 
विकासवादी, जिनकी विकासमे आस्था है, मानवको “भगवान्‌? 
का मन्दिर मानते हैं; सनातनधर्मी जगत्‌ नर-देहको सर्वश्रेष्ठ 
मानता है; क्योंकि इसी शरीरमें शान होता है और इसी 
शरीरमें हमें मोक्ष प्रास होता है | “मानव? की महत्तामे अब 


वाद-विवादको अवकाश नहीं है । हौँ, यह भी निश्चय है कि 
धार्मिक जगतूर्मे 'मानवः के भीतर धर्म या ऋतका 
होना परमावश्यक है । शास्त्रोने स्पष्ट कहा है 

आहारनिद्राभयमैथुनं च सासान्यसेतत्‌ पशुभिनैराणास्‌ । 
धर्मों हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 


इन पंक्तियोंका लेखक इस विचारका समर्थन सभी 
मत-मतान्तरोमे पाता है । ईसाइयोंके प्रवर्तक ईसाने कहा है-- 
«Man was made in the image of God. 
मानव ईश्वरकी प्रतिमूर्ति दै; जो गुण ईश्वरमै हैं, वे गुण 
किसी अंशम मानव? मै भी पाये जाते हैं| चाहे मानव 
असम्यावस्थामें रह रहा हो या सम्यावस्थामें) उसमें देवी 
प्रकाशकी झलक रहती ही है । 

मानव तथा ईश्वरमे क्या सम्बन्ध है ! भगवत्तस्व 
और मानव-तत्व क्या हैं ! यह सृष्टि क्‍यों बनायी गयी ! 
क्या यह सब प्रपञ्च वच्चेका खेल दे ! इन दार्शनिक प्रइनों- 
पर वाद-विवाद होता आया है, तर्क प्रमाणोद्वारा इनका समाधान 
नहीं हो सकता । ये "सब वस्तुएँ, आध्यात्मिक विज्ञानसे सम्बन्ध 
रखती हैं, स्वानुभूति दी इन सबसे प्रमाण है । मानवने अपनी 
बुद्धिसे इन्हें जाननेका प्रयत्न किया है; किंतु मानवी इन्द्रिय-मनसे 
उन्हें जानना सम्भव नहीं) क्योंकि वे सबसे परे हैं । 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिनिद्रियेभ्यः परं सनः । 

अनसस्ठु परा बुद्धियो छुद्देः परतस्ठु सः ॥ 

(गीता ३।४२) 

ममी वेदोंने उस भगवत्तच्वके विषयमे “नेति-नेति? 
कहा दै, फिर मी उस तत्त्वको समझनेके लिये बुद्धिने यत्न 
किया है । तर्कशासत्रने मानवी शक्तिका उपयोग किया है। 
श्रीउदयनाचार्थने 'ईश्ररसिद्धि? ग्रस्थम उस चिन्तन 'तत्त्व' ` 
की स्थितिको सिद्ध करनेका बहुत सुन्दर और इलाच्य यत्न 
किया है । महर्षि पतञ्जलिने “बे शकम विपाका शषैरपराष्टः 
पुरुषविशेष इश्वर? आदि परिमाघाओंसे ईश्वरतत्त्वको समझाने- 
का प्रयत्न किया है और विश्वके समी दर्शनाने उस परतस्वपर 
अपने-अपने दृष्टिकोणसे सुन्दर विचार किया है । हमारे यहाँ 
तो ब्रह्म, ईश्‍वर, जीवपर इतना विचार हुआ हे कि वह 
विश्वकी अमूल्य सम्पत्ति है । वेदान्तने तो ब्रह्मश ईश्वर, जीवमें 








"कहाण काहा” 





शका 
४७८ # मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमाथेका # 








केवल औपाधिक भेद माना है और भगवद्गीताने मी इस 
विचारपर अपनी मुहर लगा दी है-- 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः॥ 
( १३ । २२) 

अर्थात्‌ “यह आत्मा ही साक्षी होनेसे उपद्रष्टा) यथार्थ 
सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबको धारण करनेवाला 
होनेसे भर्ता, कर्मफल भोगनेके कारण भोक्ता, ब्रह्मादिका 
स्वामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्द होनेसे 
“परमात्मा? कहा गया है ।?? इसे हमलोग विशुद्ध अद्वैतवाद कहते 
हैं। विरिष्ाद्वैतवादके प्रवर्तक स्वामी रामानुजाचार्यजी 
“जीव! को भगवानका अंश मानते हैं और भगवद्गीताके निम्न 
वाक्यसे अपने सिद्धान्तकी पुष्टि करते हैं-- 


ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 
(गीता १५ । ७) 


“इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, बही 
च्रिगुणमयी मायामे स्थित हुई मनसहित पाँचौं इन्द्रियोंको 
आकर्षण करता है । अतः अधिकारीके भावानुसार “जीव? 
भगवानका सनातन अंश है, यह भी ठीक है। श्रीगीताका यहाँ 
भी समर्थन है । जो लोग इश्वरको उपास्य मानते हैं, सेव्य 
मानते हैँ और जीवात्माको सेवक मानते हैं, वे भी अपने 
दृष्टिकोणके अनुसार ठीक मानते हैं | भगवानने उनके 
लिये भी बड़ा सुन्दर उपदेश दिया है-- 

इश्वरः सर्वभूतानां हदेशेडर्जुजन तिष्ठति । 

आमयन्‌ सर्वभूतानि ` यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि झाइवतम्‌ ॥ 
(गीता १८ | ६१-६२ ) 
आश्य यह दै कि भगवानके शरण जाना सर्वश्रेष्ठ है-- 
अभेदभावसे या अंशभावसे | अमेदभावसे और भगवान्‌- 
की कृपासे ही इनके तर्खोक्रा ज्ञान मी होगा | विश्वके संतो- 
ने उस सिद्धान्तको माना है जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन 
अक्षरोंमें कहा है--वासुदेवः सर्वमिति? ( गीता ७ | १९) | 
और मी कहा गया है--हरिरेव जगज्जगदेव हरि: ।; क 
गोस्वामीजीने अत्यन्त सुबोध भाषामै कहा है-- 
सीय राम मय सत्र जग जानी । 





I 


पर मायावश जीवको यह ज्ञान नहीं होता । यहाँपर (ह्म 
मायाके वशे केसे होता है ! मायाका स्वरूप क्या है!” आदि 
दार्शनिक विषयोंकी मीमांसाका स्थान नहीं है और न समय 
है । सिद्धान्त इतना ही है कि परब्रह्म, अखण्डब्रझाण्डनायक 
अपनी ही लीलासे अपना विस्तार करता है; उसकी विभूति, 
उसका अस्तित्व, उसके तत्त्व उसीकी कृपासे जाने जा सकते 


हैं | अतः भगवानकी वास्तविक पूजा उसीके विस्तृत रूप 


मानवकी सच्ची पूजा है; किंतु आज सारे विश्वमे मानवता 
राज्यसत्ता", “शखसत्ता? तथा “धनसत्ता?के नीचे दबी कराह 
रही है ! 

मानव मानवके प्रति कर्तव्यको भूल गया है; उसने 
अपने ही स्वार्थके लिये धन संचय करना प्रारम्भ किया है । 
धनकी मायामे पड़कर मनुष्य क्या-क्या पाप नहीं कर बेठता । 
प्रमादमें पड़ा हुआ मनुष्य मानवताके रुधिरसे सने जागतिक 
सुख भोग रहा है ! तभी तो ईसाने कहा कि 'सूईके छेदसे 
ऊँटका निकल जाना भले ही सम्भव हो; परंतु पैसेवालेका 
खर्गके राज्यमें प्रवेश सम्भव नहीं ।' आज पैसेके बलपर क्या 
नहीं हो सकता । परंतु इस सम्बन्धसे याद रखना चाहिये कि 
रावणको सोनेकी लङ्का जलकर राख हो गयी | 


यह सब जानते हुए भी प्रमत्त मानव धनकी राशि 
इकट्टी करनेमें संलग्न है । इससे सारा संसार एक भीषण यम- 
यातनाम पड़ा हुआ दुखी है । कुछ लोग विश्रामजीवी बनकर 
अपनी बुद्धिके चमत्कारसे सारे जगतूर्मे एक भयंकर क्रान्ति 
ला रहे हैं। उन्होंने मानवता और भगवत्ता दोनोंका बहिष्कार 
किया है। धनके मदमे उन्होंने जीवनके अमृत-रसको फेक 
कर विषका प्याला पिया है । अब प्रश्‍न है--क्या मानवताकी 
मुक्ति सम्भव है ! क्या राज्यसत्ता; शस्त्रसत्ता और धनसत्ताका 
भार फेंका जा सकता है ! इसका “उत्तर” स्वीकारात्मक रूपमै 
दिया जा सकता है, पर इस कार्यकी सफलताके लिये भौतिक 


घरातलसे कपर उठकर आध्यात्मिक घरातलपर आना 
होगा । इन पंक्तियोके 


[कि लेखकके क्षुद्र मतमें मानवनिष्ठाकी 
सपना हो चुकी है; अब तो भारतको उसी आध्यात्मिक 
चातछतक छानेकी आवश्यकता है, जिसके लिये वह जगतूमें 
प्रसिद्ध है और जो उसका पवित्र कर्तव्य है | प्रथमतः हमें 
मानवमात्रका दृष्टिकोण विशाल करना होगा | हमारी मानवताका 
अधःपतन स्वार्थमयी भावना और संकुचित दृष्टिकोणके कारण 
इ । श्रीमद्धगबद्गीताकी सार्वभौमता और आध्यास्मिकता- 

मानवताकी मुक्ति और रक्षा होगी । आज मानव 


ae, 


A 


पुर 


कि 


यी 


te — तत, 


% मानवता और भगवत्ता # 
ee 
SRE “> “>*“*“ः। 


बज्रखार्थते प्रेरित होकर मानवको खा रहा है । व्यक्तिगत 
सार्थ, जातिगत स्वार्थ प्रान्तगत स्वार्थ, देशगत स्वार्थ जिसे 
खदेशग्रेम कहते हैं? आज सर्वत्र व्याप्त है । किंकर्तव्यविमूढु अर्जुनः 
की नाई सारा विश्व भाई-भतीजावाद जातिवाद राष्ट्रवादके नशेमे 
चूर होकर मगवानूकी और उसकी प्रतिमूर्ति मानवताकी उपेक्षा 
कर रहा है! आवश्यकता है हम मानवको भौतिक धरातलसे 
आध्यात्मिक धरातलपर लाकर उसे सस्वका द्दीन करायें । 
सत्यका सूर्य ही उसकी प्रमाद-निद्याका अन्त करेगा । इसके 
पश्चात्‌ मानवको अपनी-अपनी कल्पनाके अनुसार अपने 
ईइवरकी शरणमे जाकर अपने कर्तव्यका पालन करना होगा। 
मानवको अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते समय यह 
निश्चय करना होगा कि उसका हित समष्टिके हितमै 
निहित है; क्योंकि सारा समाज उसीका विस्तृत रूप है। 
इस प्रकार मानवका सबसे बड़ा कर्तव्य होगा-“लोकसं ग्रह? 
के लिये अपना बलिदान करना; इसीको “यज्ञमय जीवन! 
कहते हैं । श्रीमद्धगवद्वोताका यही लक्ष्य है 


“यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते ।? ऐसा यज्ञमय 
जीवन वितानेवालेक्रे लिंये “भगवत्तच्व' और 'मानवतत्त्व'मे 
विशेष अन्तर नहीं दै । स्वामी विवेकानन्दने मानवी सेवाको 
दैवी प्रकाराक्रे उसादनका साधन माना है । श्रोअविनाश- 
दासने '४८21-3001£ of Education 1957 मै 
एक बड़े ही मार्ककी बात लिखी है-- ५४1ए०)६३६००॥॥१७ 
reaffirmed the necessity fOr 
the Diviue in man by dedicated service of 
the poor, the faller, the weak in body 
and the weary 11 5 ०७. अर्थात्‌ स्वामी विवेकानन्दः 
जीने पुनः घोषणा को कि यदि मनुष्य भगवद्यात्ति करना 
चाहे तो उसे निर्धन, 


पतित या निर्बळकाय और शान्तात्मा 
मनुष्यक्रो सेवाको ही अपनी लक्ष्य-प्राप्तिका साधन बनाना 
होगा । 


बिश्वके अनेक महान पुरुषेनि “नरसेवा नारायणसेवा 
है! इसी ब्रतकी निष्टासे अपना महान रूस प्राप्त करिया । 
इटलीके मैजिनी और भारतके महात्मा गांधीने इसी त्रतका 
अनुष्ठान किया था । पर इस व्रतके पीछे भगवद्धक्ति और 
भाव-गुद्धि, साधन-शुद्धि, आत्मत्याग आदि सदुर्णोकी तथा 
चरित्रबल और तपस्याकी आवश्यकता ह 


realizing 


साघकमै इन रुणोंका समावेश तमी होगा? जब 
उन्हें “एकात्मतस्व? में निष्ठा और विश्वास होगा “एकोऽहं 
द्वितीयो नास्ति’ क्योंकि “द्वितीयाद्‌ वै भयं भवति? ऐसी भावना 
बड़ी ही दुर्लभ है । किंतु इस ऊँची भावनाके विना संसारमै 
शान्ति न होगी । अतः आज भारतकी यह पवित्र 
कर्तव्य करना ही होगा । 


अभी हालमै इन पंक्तियोंके लेखकने श्रीरघुनन्दन शर्माजी 
द्वारा लिखित “वैदिक सम्पत्ति” नामक पुस्तक देखी) उसमें 
Havoorth History of the ४०7100 के प्रथम 
भागक्रे पेज ५६ पर की हुई 'गर्वोक्ति? उद्धृत है । 


The modern 


European type of 
civilization is ' 6110 spread over 
the whole world superseding OF 


modifying the old Jocal type. The world 
is becoming an enlarged Europe 50 far as 
the externals of life and the material side 
of civilization are concerned. अर्थात्‌ “यूरोपीय 


सम्यताका प्रसार इतना अधिक सारे विश्वमै हो रहा है कि 
पुरानी सम्यताका स्थान यूरोपीय सम्यता ले रहा है) 
सारा विश्व विस्तृत यूरोप बन रहा है, जहातक उसके 
बाह्य जीवन तथा भौतिक पक्षसे सम्बन्ध है।? ऊपरकी गर्वोक्तिमे 
सत्यांश है; पर यह भी सत्य है कि इसी यूरोपीय सभ्यताके 
विस्तारसे सारा संसार हृदयहीन खार्थी बन रहा हे । अतः 
भारतीय सभ्यताके प्रसार और प्रचारकी आवश्यकता है 
जिससे मनुष्य भेदसे अभेदकी ओर, अनेकतासे एकताकी 
ओर, द्वेपकलहःधृणासे प्रेमकी ओर, शैतान-दानव- 
घनकी ओरसे भगवान्‌, मानव और गान्तिकी ओर बढ़े 
और मारत “वसुधैव कुठुम्बकम! की भावनासे ओतप्रोत होकर 
जडवादग्रस्त जगत्को आध्यात्मिक धरातल्पर छाकर विश्वमै 
आर्य-धर्मका स्थापन करे । और 

सबै भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 

महर्षियोंकी इस तपःपूत वाणीसे सारे सं पारमे आध्यात्मिक 
जीवन जाग उठे । भगवान्‌ भूतनाथ शंकर भारतको 
इतना बल दे कि वह अपने पवित्र कतेब्यक्रा सम्पादन 
कर सके । यही हमारी एकान्त प्रार्थना है । २० शम्‌ । 


SSS ~ 000° 








४८० 








श्रीकृष्ण -गोपकुमार 


परात्पर पुरुष श्रीक्रषण- निखिल भुवननायक और 
समस्त देव-त्रृषि-मुनीन्द्र-वन्द्य । यहाँ त्रजमे भी वे श्रीब्रजपतिके 
कुमार है । ब्रज रक्षित है उनकी भुजाऔँकी अभय छायामें | 
असुरोसे त्रजको बचाया उन्होंने; कालियके विषसे कालिन्दी- 
को पवित्र बनाया उन्होंने, इन्द्रकी प्रलयबृष्टिसे गोवर्धन 
धारण करके उन्होंने त्रजकी रक्षा न की होती) तो दावामिसे 
ब्रजवासियोको उनके अतिरिक्त कोई और बचा सकता था ! 


श्रीकृष्ण केवल त्रजराजकुमार ही तो नहीं हैं | ब्रजके 
जीवन-सवंख एवं व्रजवासी क्या यह नित्य-नित्य देखते नहीं 
कि धवलकेश, वलीपलितदेह; महान्‌ तापस; वय एवं ज्ञान 
दोनोमि परम श्रेष्ठ मुनिगण आते हैं और उनके इस नव-नीरद- 
श्याम युवराजके पदमे प्रणत होते, उसका स्तवन करते 
भावविह्वल हो उठते हैं | 


और ये व्रजके गोपकुमार- सामान्य गोपबालक | 
ग्रामीण चरवबाहे मात्र ही तो हैं ये | इनका वेशिष्टय--अवद्य 
इनकी सरलता, इनका सहज स्नेह सुरोंके लिये भी सुदुर्लभ 
है । इनकी सरळता और प्रीति ही तो है, जो श्रीकृष्णको 
इनके बीच खींच ळायी है । 


श्रीकृष्णका इनसे यह सख्य, यह मैत्री । श्यामसुन्दर 
इनके अपने हैँ-सर्वथा अपने । गोपकुमारोंक्रे साथ मल्लयुद्ध 
कर लेते हैं, खेल लेते हैं, लड़झगड़ भी लेते हैं | रूठ लेते 
हैं और वे रूठते हैं तो मना लेते हैं | मिलकर भोजन करते 
हैं, मिलकर दौढ़ते-कूदते हैं और खेलमै हारनेपर उन्हें ये 
त्रिभुवननाथ पीठपर बैठाकर ढो भी लेते हैं | 


श्रीकृष्ण-सुदामा 


मानवता मर जाती है जहाँ पद और प्रतिष्ठा, सम्पत्ति 


% मानच वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमाथका # 


झिका. उति _ा 





एवं सम्मान मनुष्यकी मैत्रीमै व्याघात बनते हैं । आज 
सहपाठियोंको कौन कहे, खजनोंको--अपने ग्रामीण, मलिन- 
वस्न पितातकको नवशिक्षित अपने सहयोगियों, परिचितोमे 
खजन या पिता स्वीकार करनेमें झिझकते हैं । 


श्रीकृष्ण द्वारिकाके नाथ । महाराजाधिराज उग्रसेन 
यादवसिंहासनकी शोभा हो; किंतु द्वारकेश श्रीकृष्ण ही तो 
और केवल द्वारकेश ही क्यो--इन्द्रादि लोकपाल उग्रसेन- 
जीका सम्मान किसके प्रभावसे करते थे, यह भी क्या 
बतलाना पड़ेगा ! 


मणिजटित महाद्वार, स्फटिककी गगनचुम्बी भित्ति, 
जगमगाते स्वर्गकलश्रोसे सजित भवनोंसे भरी-पूरी नगरी 
द्वारका और उसमें श्रीकृष्णचन्द्रका राजप्रासाद--“उसकी 
शोभा; उसका वेभव कैसे कहा जाय ! 


उस राजमहलके सम्मुख एक दिन मुख्य द्वारपर आ 
खड़ा हुआ ब्राह्मण सुदामा--दरिद्रताकी साकार मूर्ति । 
शरीर हृष्डियोंका ढाँचा, चमढ़ेके ऊपर उठौं नसें, बिवाइयोंसे 
फटे पैर । केशनि कभी तेलका दर्शन नहीं पाया । न जूता, 
न उत्तरीय | कमरमें मैला, शत-शत जीर्ण एक लिपटा चिथड़ा-- 
मनुष्य इतना दरिद्र, इतना दुर्बळ, इतना क्षीणकाय भी 
होता है, पहली बार द्वारकाके नागरिकोने देखा था । 


याद्वश्रे्ठ--द्वारकाके सम्मान्य नगरजन चकित- 
स्तम्मित देखते रह गये । एकान्त कक्षमें नहीं, अन्तरङ्ग 
स्वजर्नोके सम्मुख नहीँ, राजमहलके महाद्वारके सम्मुख, मुख्य 
राजपथपर, नागरिकोकी भरी भीड़के मध्य अपने सदनसे 
इुदामाका नाम सुनकर श्रीकृष्ण अस्तव्यस्त दौड़ते आये 
और भर छ्य उन्हें भुजाओमें | उस कंगाल ब्राह्मणको 
इरे छगाये कमललोचनके हर्गोसे अश्रुधारा झर रही थी । . 
“मित्र सुदामा !? गद्गद्‌ कण्ठ बोल नहीं पाता था | 


— 3s 


छ 


भा 


~ 


द 


v 


आदश सखा--आदशे गोसेवक 
र्वाळचालळ-सखा 


सुदामा-सखा 





गोसेवक श्रीकृष्ण 





गोसेवक दिलीप 





5 


४ 
छ 
॥। 














टन 


प्रा 


# गो-सेवक % 


I नल >> िछ > 


४८१ 











——— 


गो-सेवक 


श्रीकृष्ण 


प्योपाल' नाम ही है श्रीकृष्का और उनकी स्तुति 
करते हुए कहा जाता है-- 


(नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो-ब्राह्मणहिताय च । 


कंसके अनुतचरोने-असुरोने कहा था-_देवताओके 
यज्ञके लिये धृत देनेवाळी गायोको ही हम मार देंगे; किंतु 
उन्हें कहाँ पता था कि गायोका परम रक्षक “गोविन्द? तो 
गायोंके मध्य- त्रजमै ही आ चुका है । 
श्रीकृष्णकी अवतारलीलाका प्रारम्म हुआ ब्रजसे-- 
गायोंके झुंडके मध्य । वे गोपाल बनकर आये । गोसेवकोके 
मध्य अवतीर्ण हुए । 


गौ--निखिल देवतामयी लोकमाता । अपने दूघसे, 


पुत्रस और मरनेपर अपने चमड़े-हड्डियोंसे भी सेवा करनेवाली; 


पवित्रताकी मूर्ति--गोबर और गोमूत्रतक जिसका उपयोगी 
है, ओषधि है» पावनकारी है । अभागा है वह देश, वह 
समाज) वह मानव जो कल्याण-वर्षिणी गौका समुचित सम्मान; 
सम्यक रक्षण नहीं करता, उसकी हत्या करता ह| 


निखिल लोकपति श्रीकृष्ण तो गोपाल हैं ही । वे नित्य 
गो-सेवक । गायोके पीछे वन-वन वे नंगे पैरों प्रतिदिन उन्हे 
चराने जाते थे । कमलकोमल चरण और कुश, कण्टकः 
कंकरिया वनपथमें न होंगी तो क्या राजपथमै होगी; किंतु 
गाय तो आराध्य हैं और आराध्यका अनुगमन पादत्राण 
पहिनकर तो नहीं होता । 


मयूरमुकुटी, वनमाली; पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण और 
उनके- “आगे गैयाँ पीछे ग्वाल” । श्रीकृष्ण अपने पीताम्बरसे 
पोछ रहे हैं गायका शरीर । वे गौके शरीरको सहला रहे हैं । 
बछडेका मुख गोदमै लेकर पुचकार रहे हैं उसे । पुष्पयुच्छ) 
गुंजा, किसलय आदिसे गायोँका शज्गार कर रहे हैं । यमुनामे 
अपने करोसे मलकर गायको खान करा रहै हैं । तृण एकत्र 
करके खयं खिला रहे हैं गायोंको । इस प्रकार गो-सेवाके 
उनके कार्य और उन कार्यौमै गोपालका उल्लास ! 


प्रातः साष्टाङ्ग प्रणिपात श्रीकृष्णका गोसमुदायके सम्मुख 
और सायंकाल गायोंके पैरोसे उड़ी धूलिसे धूसरित अलके” 
श्रीमुखकी उनकी छबि । मानवको गोसेवाका व्रत सिखलानेके 
ल्यि गोपालने जो आदर्श उपस्थित किया, सीख पाता उसे 
आजका मानव--धन्य हो जाता ! 


महाराज दिलीप 


अयोध्याके चक्रवर्ती सम्राट दिलीप और महारानी 
सुदक्षिणाने गोसेवाका ब्रत लिया था। महर्षि वशिष्ठकी गौ 
नन्दिनीकी उनकी सेवा--गोसेवाका आदर्श सीखे कोई 
सम्राटकी गोसेवासे । 


नन्दिनीकी गोशाळा- गोशाला तो पूज्य मन्दिर है । 
रानी सुदक्षिणा तत्काल गोबर और गोमूत्र खच्छ कर देनेमै 
सदा ततर हैं ! प्रातः वे नन्दिनीकी पूजा करती अक्षत? 
चन्दन, पुप्प, माल्य, नीराजनसे उसकी पूजा और सायं 
नन्दिनीके समीप घुत-दीप स्थापित होता रात्रिमरके ल्यि । 
सयं महाराज रात्रिम गोशालामे भूमिपर शयन करते । 


नन्दिनी चले तो दिलीप चळे) वह बैठे तो बैठँ ओर 
वह जल पी ले तो वे तृषा शान्त करें । उसके शरीरपरके 
मक्खी-मच्छर वस्नसे उड़ाते वे नित्य वनमें उसके अनुगामी 
और वह परीक्षाका दिन--गोसेवक दिलीपकी परीक्षाका 
वह दिन- माया सिंह सही; दिलीपको क्या पता कि वह 
माया सिंह है । महाराजका हाथ तूणीरमै चिपक गया बाण 
निकालनेका प्रयत्न करते और सिंह दबाये बैठा था गौको । 


(आप इस गौको छोड़ दें और मेरे शरीरसे अपनी 
क्षुधा शान्त कर लें |! दिलीपकी प्रार्थना--जिसपर बल न 
चढे, प्रार्थना ही कर सकते थे उससे वे । सिंहके प्रलोभन 
व्यर्थ दिलीप प्राणका मोह करे गोसेवाके सम्मुख १ और 
आत्मदानकी यह पावन-प्रस्तुति कायापर नित्य विजयिनी 
तो है ही! 


0 0 Rv. CE 


मा० अं० ६१--- 


व्य # मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 





मानव-जातिका आध्यात्मिक लक्ष्य 


( ढेखक--अवकाशप्राप्त दशनाध्यापक श्रीशिवमोहनलालजी ) 


मानव और उसके सांसारिक जीवन-व्यापारके सम्बन्धमें 
वेज्ञानिको, दार्शनिको तथा दूसरे-दूसरे लोगोंने जो मत और 
मतवाद व्यक्त किये हैं, उनकी विभिन्नता देखकर मनुष्य 
घबरा जाता है और उसकी समझमै नहीं आता कि इनमें 
कौन-सा मत या मतवाद ठीक है | इन विभिन्न विचारोंका कोई 
ऐसा--सबके लिये समान--आधार नहीं है, जिसे मानकर 
मानवका व्यापक अध्ययन आगे किया जा सके | कुछ लोग 
प्रकृतिमे किसी पूर्व संकलित योजनाका अस्तित्व नहीं मानते, 
उसे केवल एक भ्रम कहकर उड़ा देते हैं । कुछ दूसरे छोगोंका 
यह कहना है कि तिर्यकगण अथवा मानव-प्रकृतिका उत्पन्न 
होना अन्ध प्रकृतिकी स्वतः प्रद्नत्त निरुददेश्य प्रबृत्तियोंका ही 
एक परिणाम है । ऐसा माननेकी अपेक्षा पूर्वसंकलित योजनाकी 
कल्पना अधिक ग्राह्य है। कुछ लोग मानव-व्यवहारमें स्वतन्त्र 
संकत्प-शक्तिका कर्मसूत्र नहीं स्वीकार करते, कुछ दूसरे उसे 
स्वीकार करते हैं । कोई मृत्युके पश्चात्‌ भी जीवका रहना 
मानते हैं; कुछ दूसरे नहीं मानते | इस प्रकार अनेक मत- 
मतान्तर हैं । “मनुष्य क्या है !? इस प्रश्नके भी विविध उत्तर 
हैं । एक गताब्दीसे कुछ अधिक काल बीता; एक महान्‌ पशु- 
प्रकृति विश्ञानवेत्ताने इसका यह उत्तर दिया था कि मनुष्य 
दो हाथोंवाला एक स्तन्य-पायी पशु है। हालमै सेंट पॉल्के डीन 
( प्रधान आचार्य ) ने अपनी यह मान्यता व्यक्त की है कि 
मनुष्य परमेश्वरका शिशु है और परमेश्वरके दर्शनका आनन्द 
लेने तथा उसका साइश्य लाभ करनेके लिये उसकी सृष्टि हुई 
है । इन दोनोंमेंसे कोई भी व्याख्या पूर्ण संतोष देनेवाली 
नहीं दै । विज्ञानने मानवके बारेमे बहुत कुछ बताया है, 
परंतु बैज्ञानिकोद्वारा उपस्थित मानवके इस चित्रम बहुत-से 
अङ्ग अब भी अचित्रित हैं और सम्भवतः सदा ऐसे ही 
रहेंगे । विज्ञानने मानव-देहको भौतिक और रासायनिक 
विज्ञानोंके कुछ सर्वविदित नियमोसे परिचालित एक यन्त्रमात्र 
बना डाला है । विज्ञानने प्रकृतिकी शक्तियोपर मानवको 
प्रभुत्व प्रदान किया है | जीवनके प्रायः सभी. व्यावहारिक 
अज्ञोंका) आश्चर्यजनक विवृत्तिके साथ इसने परीक्षण किया है 
और हरवेइथियार, यन्त्र और अख्न-शल्न मनुष्यके हाथों दे 
दिये हैं। पर मूलभूत कारणोंके सम्बन्धे इसका मुँह बंद है; 
चरम प्रम जो बृहत्‌ "क्यो? है, उसके विषयमै इसने मे 
अज्ञानी ही रख छोड़ा है । ु 


पश्चुजीवनके ल्यि जोजो कुछ आवश्यक है, उसकी 
पूर्तिसे पञ्च संतुष्ट है और देवता अपनी गौरव-गरिमा और 
महिमासे संतुष्ट हैं | परंतु मनुष्यको तबतक स्थायी विश्रान्ति 
नहीं मिल सकती, जत्रतक वह किसी परम कल्याणको प्राप्त न 
कर ले | जीवोरमे वह सबसे श्रेष्ठ है, कारण वह सर्वाधिक असंतुष्ट 
है । अपनी सीमाओंसे सीमित और बद्ध रहनेमें उसका दम 
घुटता है | एकमात्र मानव .ही ऐसा प्राणी है, जो किसी 
अतिदूरवर्ती लक्ष्यसे आकर्षित होता और उसके दिव्य उन्माद्से 
मर जाता है । जीवनके आधारभूत प्रेरक तत्त्वके नाते, जिस 
व्यक्तीभूत व्यष्टि जीवमै उस तत्त्वकी सम्भावनाएँ केन्द्रित हैं, 
वह व्यष्टि जीव है प्रधानतः मानव ही | मानव-संतान ही 
सर्वाधिक इस योग्य है कि ईश्वर उसमें निर्बाधरूपसे प्रकट हो। 
यह मानव है मनु, मनीषी-पुराकालीन ऋषियोंने जिसे मनोमय 
पुरुष कहा है । यह केवळ जरायुज जातिका कोई श्रेष्ठ पशु ही 
नहीँ, प्रत्युत जड पादाव शरीरको अधिष्ठान बनाये हुए 
कल्पक पुरुष है | जड प्रकृतिसे उद्धत पशु-जीबन उसकी 
सत्ताकी केवल कनिष्ठ भूमिका है । विचार, प्रतीति-अनुभूति, 
संकल्प, बोधपूर्वका प्रेरणा अर्थात्‌ कुल मिलाकर जिसे हम 
मानस कहते हैं; जो जड-प्रकृति और उसकी शक्तियोपर 
अधिकार जमाने और उन्हें अपने प्रागतिक स्थित्यन्तर- 
साधनके विधानमें साधक बना लेनेका यत्न करता है, वह 
मनस्‌, मनुष्यका वह मानस-जीवन मानव-जीवनकी मध्य 
भूमिका है। पर इनसे एक श्रेष्ठ भूमिका भी है । मनुष्यका 
मन उसे हदता है, इसख्यि कि पा जानेपर उसे अपनी 
मानसिक और कायिक सत्तामें अनुभूत कर सके । मनुष्य 
आपना वतमान स्थितिमे अपने-आपको जो कुछ भी समझता 
या अनुभव करता है, उससे नेह प्रत्यक्ष अनुभूति सर्वथा 


क | यदि न मनका स्वरूप व्यष्टिगत ही हो, सार्वभौम 
न का प्रतिनिधिरूपन हो, किसी महाशक्तिमान्‌ जीवनात्मा- 
1 श्वास-पश्वास न हो तो मानवजीवनके लिये वह परिस्थिति 


छः 


_ ४ गन 


ॐ सानव-जातिका आध्यात्मिक लक्ष्य * 





सम्भव ही नहीं है अथवा यदि सम्भव है तो किसी ऐसे 
निर्माणमे, जिसमें किसीका कोई अस्तित्व नहीं; मानव-जीवन 
विसर्जन कर देनेसे ही या किसी अन्य लोकमै जानेसे ही 
सम्भव हो सकती है । सामान्य मनुष्योंका मन अपनी चिर- 
परिचित भूतकालीन और वर्तमानकालीन बातोमे इतना 
आसक्त होता है कि उसके लिये किसी ऐसे जीवनकी कल्पना 
करना बहुत आसान नहीं है, जिसमें मानवके मानवरूपमे बने 
रहते हुए, भी? उसकी थे अटळ-सी दीख पड़नेवाली परिस्थितियां 
मूलतः रूपान्तरित हुई हों । हमलोग अपने उच्चतर विकासके 
सम्बन्धम बहुत कुछ डारबिनके मतवादमें स्थान पाये हुए पुच्छ- 
हीन मूळ वानरकी-सी स्थितिमें हैं | आदियुगके जंगलोमे सहज 
प्रकृतिसे प्रेरित शाखाम्रगका जीवन बितानेवाले उस वानरके 
लिये यह कल्पना करना असम्भव था कि किसी दिन इस 
पुथ्वीपर कोई ऐसा पशु होगा जो अपने आन्तर और बाह्य 
जीवनके उपादानोंपर बुद्धि नाम्नी एक नयी शक्तिका प्रयोग 
करेगा और उससे वह अपने भौतिक जीवनकी परिस्थितियोंको 
बदल देगा । अपने लिये छोह-छड़ सीमेंट और मिट्टीसे 
मकान बनायेगा, प्रकृतिकी शक्तियांका चतुराईके साथ 
उपयोग करेगा, समुद्रोपर जहाज चलायेगा और प्रथ्वीके 
ऊपर आकाइामे चतुर्दिक स्पुटनिक घुमायेगा, आचरणके 
नियम शोधित और संवर्धित करेगा) अपनी मानसिक और 
आध्यात्मिक समुन्नतिकी शानमूळक पद्धतियाँ विकसित करेगा । 
उस वानर-मानसके लिये यदि ऐसी कल्पना करना सम्भव 
होता, तो भी यह सोचना उसके लिये कठिन होता किं किसी 
प्राकृत प्रगतिसे अथवा संकल्पशक्ति और प्रदत्तिके दीर्घः 
कालीन प्रयाससे हम स्वयं त्रैसा पशु बन सकेंगे । मनुष्यको 
चूँकि बुद्धि प्रात हो गयी है और इसके साथ ही जब वह 
अपनी क्पनाशक्ति और अन्तज्ञीनका भी उपयोग करने 
लगा है, वह ऐसे. अस्तित्वकी कल्पना केर सकता है, जो 
उसकी स्थितिसे श्रेष्ठ स्थिति दै । साथ ही वह यह भी धारणा 
कर सकता है कि हम अपनी वर्तमान सत्तासे ऊपर उठकर 
उस सत्ताको प्राप्त हो सकते हैं । ईश्वर और खर्गका जो स्वभ 
बह देखता है? वह यथार्थमे उसकी अपनी परिपूर्णताका ही 
खम्न है । पर जैसे उस पूर्वज वानरके लिये यह बिश्वास करना 






४८२ 








कठिन होता है कि हमारे ही >भारत ५ ४ उतरा दादा वह भविष्यकालीन मनुष्य 


~ Ly 
है, वैसे ही वर्तमान मनुष्यके लिये यह मानना कठिन 


है कि उस परा स्थितिको प्राप्त होना हमारे मानव-जीवनका 
प्रम लक्ष्य है । उसकी कल्पना और धार्मिक शुभेच्छाओंके 
सामने वह लक्ष्य हो सकता है; पर उसकी बुद्धि जब अपना 
अधिकार जतलाती है, तब वह जड जगतके भौतिक नियमो 
और उसके अनुसार होनेवाले प्रकृतिके सब कार्योको अपने 
सामने रखता और इस लक्ष्यको उनसे विसंगत देखकर इसे 
केवल एक मनोहर-सा अन्धविश्वास कहकर उड़ा देता है । 
तब यह लक्ष्य असम्मवका केवल एक स्फूर्तिदायक खप्न-सा 
रह जाता है। ऐसी अवस्थाम जो कुछ सम्भव है, वह यही कि 
ज्ञान, सुख, शक्ति और कल्याण परिच्छिन्न) परिसीमित और 
अनिश्चित होकर रहे । परंतु स्वयं बुद्धितत्त्वर्म ही किसी 
परा स्थितिके होनेका एक निश्चय अवश्य है । यदि हमारी 
बुद्धिमे मानव-जातिकी उन अन्य आकाङ्खाओंके सम्त्रन्धमै 
वैसा सहज निश्चय नहीं होता तो इसका कारण यह है कि 
उसमें वह मूलभूत प्रकाश प्रकट नहीं हो रहा है; जो उसके 
अपने सुनिश्चित कर्ममात्रमै अन्तर्निहित है । 


जागतिक अस्तित्वका उपादान और निमित्त कारण 
परमेश्वर है, जो व्यष्टिं और समष्टिके नाना रूपोर्म प्रकट होता | 
हुआ उनमै निवास करता है । परिच्छिन्न अहंकार चेतन्यका 
केवल एक मध्यवर्ती रूप है, जो विकासकी एक विशिष्ट 
दिशामै आवश्यक होता है | समस्त भौतिक प्रकृतिकी समष्टिमे 
भागवत-चैतन्य ही प्रकट हो रहा है और जड जगतूर्म मानव 
सत्ताका यही मूल आधार है । 


अतः व्यक्तिगत आत्माकी मुक्ति सुनियोजित भागवत 
कर्मका मूलारम्म है । यहद मगवदीय कर्मकी सर्वप्रथम 
आवश्यकता है । यही वह घुरी है, जिसपर अन्य सारा घटनाचक्र 
घूमता हैं । परंतु हमलोग अपने-आपको विश्वके इस वितानसे 
बिना मिटाये उस परमको प्राप्त कर सकते हैं | प्राचीन 
ऋषियोंकी धारणामें यह सम्भावना थी । इसे वे मानवकी 
ईश्वरीय भवितव्यता मानते थे । अर्वाचीन मनीषी इसकी 
कल्पना भी नहीं करते और करते मी है तो उसे स्वीकार 
नहीं करते या उसपर संदेह करते दै। 


निमिता 


४८४ 


$ 33035 33555 35335 50 5455 5540 35 35 55 5 31% 35 3555 35 35 35 3535 ४5 40 35 3055 


» मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


मानव मानवता भूल गया 
जब 


मानवर्मे मानवता आयी 
( लेखक पिप्र तिवारी ) 
[कुछ ऐसी सच्ची घटनाएँ हैं, जिनसे मानवताकी दोनों 
तस्वीरोके दर्शन होते हैं, सुन्दर और असुन्दर ] 


(१) 
उस दिन“ मानव मानवता भूल गया) 
लोहपथगामिनि; चलनेको प्रस्तुत थीः 
स्वेदे सराबोरः बीबी बच्चोके साथ; 
क्षीण-काय मानव बढ़ा | 
खिड्कीको छुआ ज्यो ही टूट पड़े वञ्र-शब्द्‌ । 
“जगह नहीं ! जगह नहीँ |! आगे बढी और कही? ॥ 


दानवता हँस रही थी; मानवता मलीन थी। 
धक्केसे गिर पड़ा; बिखरा सामान सब॥ 





"७०४०४ RRR 


A | 





र 
Fo Se 345 50 21 Po 115 40333 क 3 


“छा छक कर 


% मानव मानवता भूल गया; जब; मानवमे मानवता आयी % 





कहकहे लग रहे थे; दानवता नाचती थी। 

पेरामे पड़ी हुईः सड़ी-सी बिगड़ी. हुई ॥ 

मानवता रोती थी; फिर भी लोग चाव से। 
मानव कहलाते है! 


(२) 
पानके इक्केपर चिड़ीकी काठ थी। 


बाजी लग रही थी बड़ी ठाठबाटकी ॥ 
घोड़ा चावुककी मार खा करके विगड़ा। 
चाळक हैरान था साँगा सँभलता नर्दी॥ 





आ गया चपेठमे लाल उख गरीब का। 
चेतना खो बैठा लहुलुहान थाः 
और आप  मज़ेमे बाजी लगाते थे॥ 


मानवके पुतलेमे दानव जो बैठा था। 
मानवता बिलख कर अपना सिर पीट कर” 


खड़ी खड़ी रोती थी । 
और काली दानवता; ताशकी बाजी पर! 
अठखेळी कर रही थीः फिर भी आज मानव ॥ 
मानव कहलाता ह! 


Br 





र 





४८६ - 


* मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


EE 


(९) 


उस दिन'““*“““*“( मानवमें मानवता आयी ) 
अझिकी ज्वालाएँ, भैरव सुख खोल करः 
स्वाहा करनेको क्र आगेको बढ़ रही थीं। 
बाळ बच्चे मूक पशु घर फूस छप्पर सब॥ 
ज्वालाक मुखमै थे । चीत्कार-_आर्तनाद्‌ । 
गूँज रहे शूँज रहे; हरे ! हा वह विषाद्‌ ॥ 
मानवता जाग उठी; भूलकर विरोध वैर; 
आरगेको बढ़ गया जुट गया निर्भय हदो | 
ज्वालासे भिड़ गया ! 


i 4८222 2222 / / /4 
Py 
22 14 टर 42 











54 निकालकर श्र पड़ोसीके 
बच्चाको |.) धनको ; और 


मूक पशुओंकोः 
धन्स धन्य कह उडे मानवता जीत गयी। > 
झर जिर विरोध लिह प्यार बद्छ गया 
मानव कहलाया वह; 
मानवता धन्य हुई | 

EC ) 

गॉवका १ कहार रुग्ण कष्ट पा रहा 
भे था 
आन्तम एवासापर केवल, खड़ा था 











१७ 


रन य 3 केश 





# मानव मानवता भूल गया, जब, मानवमे मानवता आयी % 





उपचार चल रहा था, कितु फल शुन्य था। 
तीन मील शहर दूर लाना था इंजेक्शन | 
काली रात भूत-सीः भयानक भासती थीः 
दामिनि दमकती थीः वारिद वरसते थे 
पासकी नदीमें पानी पूरा वेगवान थाः 
कौन जाये पार ? इधर 'हार' थी जीवन की 
सहम गये चुप थे न साहस था शारीरमें !! 
और वह कहार बडी पीड़ासे आकुल था! 


मानवता जाग उठी करुणाके सखरूपमे। 
राम-कृष्ण-बुद्ध थे उसके रोम-रोममेः ` 
आगेको बढ़ा वह युवक कठिवद्ध हो॥ 





पानी को; 
धरतीके कळेजेपर दौड़ता वह वीरवर । 
जीत हुई श्रमकीः जी उठा कहार ॥ 
मानवता धन्य हुई; मानव कहदळाया वह; 
घन्य-धन्य युवक वह; 
चनत्य धन्य मानवता | 


पार कर अँघेरेको चीरता 


—— ~ 


ह 22 20 0 अर २2 २5 अ+ २५ ५ ५ ५ ससा सि 


४८७ 





MS 











€ 
४८८ % मानव वही जो स्वाथे तज होता पथिक परमाथका # 











आर ््््््््््््” 


मानव-जीवनका उद्देश्य 


( छेखक--प्रो० श्रीसीतारामजी बाहरी एम्‌०ए०) एम्‌० ओ० एल्‌० ) 


कुरानमें लिखा है कि मनुष्य इस सारे विश्वका राजा है; 
क्योकि ईश्वरने उसपर ही इसको ठीक-ठीक समझने और इसपर 
कल्याणमय राज्य स्थापित करनेकी जिम्मेदारी रखी है । बडे 
बड़े पहाड़ोंको कहा गया, तुम यह कर्तव्य सँभालो, वे डोल 
गये । बड़े-बड़े पशुओंकी कहा गया, तुम यह कर्तव्य सँभालो$ 
बे डर गये । किंतु मनुष्य, वह भोला-भाला प्राणी निधड़क 
होकर आगे बढ़ा और बोल उठा, “हम सँभाळेंगे ।? 
फरिश्तोंके परम गुरु अज्ञाज्ञीलको कहा गया-*इस 
आदमके आगे सिजदा करो ।? उसने कहा--'हम नूरी हैं 
यह खाकी है, इसके आगे हम सिर नहीं झुका सकते ।? 
अल्लाहने उसे शैतान बना दिया | उसी शेतानने आदम 
और हब्बाको बहकाकर बहिइतसे निकलवा दिया । 
कुरानके इस प्रसङ्गमै मानवताका महत्त्व पूरी तरह निखर 
आता है; यदि हम सभी प्रतीकोंको समझ सकें | मनुष्य 
भौतिकता और पशुत्वसे ऊँचा उठता हुआ पूर्ण मानव बननेका 
ध्येय रखता है । पूर्ण, मानव ही देवाधिदेव बन सकता है। 
ब्यक्तिके अंदरका चेतन जब बिश्वात्माके चेतनको छू लेता 
है, वह बिराट हो जाता है, परमात्मरूप, सच्चिदानन्दरूप बन 
जाता है । तभी तो बाइबलने कहा हे--“(>०१ ८९६९4 
man in his own 1119९९” अर्थात्‌ ईश्वरने मनुष्यको 
अपने ही रूपमें उत्पन्न किया है । 
चौरासी लाख योनियोंका सिरमौर मनुष्यको माना गया 
है; क्योंकि मनुष्यका बास्तविक कर्तव्य और उद्देश्य समी 
जीव-जन्तुओंसे उत्तम दै । 
सोपानभूतं मोक्षस्य मानुष्यं प्राप्य  दुळंभम्‌ । 
इन्द्रियग्राह्म सहज ज्ञान मनुष्यमें पदुओंके ऐसे ही ज्ञानसे 
बहुत निर्बल है । बतखका बचा बिना सिखाये अपने-आप 
पानीमें तैरने लगता है; किंतु मनुष्यका बचा बिना सिखाये 
न हमारी बोली सीख सकता है न ठीक तरहसे चल:फिर 
सकता दै | वह एक सामाजिक प्राणी है; उसपर समाजकी, 
समूहकी? विश्वकी जिम्मेवारी है । व्यष्टिगत साधनोंसे बढ़कर 
उसे समष्टिगत साधनोंकी आवश्यकता है । वह “पुरुष? # से सरा्गत राशी महिस 00000) 
# महाकवि गालिवने मनुष्यको विचारों और भावनाओं 
प्रलय माना दै 


बह पुर एबं समाजमें रहता है--चींटियों और मक्खियोंकी ३ 


तरह अचेतन नहीं चेतन अवस्थामै । 

शारीरिक बासनाओं और अभावोंकी तृतिके लिये प्रकृतिने 
उसे विशेष शक्ति दे रखी है, किंतु वह अपने सहज इन्द्रिय- 
ज्ञानके साथ अपने विचारोंको जोड़कर प्रत्येक कार्यक्रा कारण 
और परिणाम हँढ्ना चाहता है । मननकी ऐसी विशेषताके 
कारण ही इसे मानव, मनु अथवा 1197” कहते हैँ । मनन 
और विवेकके कारण ही वह त्रुटियोंपर हँस सकता है । 


मनुष्यकी अनुभूति प्रायः चेतन होती है और उसके 
संस्कार गम्भीर होते हैं । शारीरिक सुख-सुविधासे उसके ज्ञान- 
स्वरूप मानसकी तृप्ति नहीं हो सकती । आहार, निद्रा, भय, 
मैथुन आदि व्यवहार तो पझुत्वकी कोटिके हैं । धर्म, कर्तव्य, 
संस्कृति, साहित्य और जीवनकी संगतिमें ही वास्तविक मानवता- 
का विकास हो सकता है #। इन्हीं महान्‌ औचित्यवाले 
आदर्शोके कारण ही मनुष्य अपना सिर ऊँचा करके इस दृद्य- 
मान जगतूमें स्वतन्त्र विचरता है । उसके गौरवकी नींव पाप 
ओर पुण्य, झूठ और सचके विवेकमै निहित है | यह विवेक 
मानवको अपने पारिबारिक और सामाजिक बातावरणसे सीखना 
पड़ता है । भौतिक परिस्थितियोंका प्रभाव भी अवश्य पड़ता 
है । ये सभी परिस्थितियाँ देश-कालके कारण विभिन्न हुआ 
करती हैं, किंतु मौलिक मानवता प्रायः शुद्ध बुद्धः रहा करती 
है । इसीलिये तो गांधीजी कहते थे--हमें पापसे घृणा करनी 
चाहिये, पापीसे नहीं ।? 

सभीको 'सीयराममय? समझनेके लिये हमें प्रेमकी अमोघ 
शान्तिकी आबश्यकता बनी रहेगी । मनुष्य हिंसा-बत्तिको छोड़- 
कर जड-चेतनमें एक अनाम अज्ञात सत्ताकी ओर देखनेकी 
जो जिज्ञासा रखता है, इसके पीछे मनुष्यका प्रेम ढाढ़ें मार 
रहा है, चाहे खीझभरे प्यारे वह झख्र-अस्रकी खोज-खाज 
भी करता रहता है | तापस ऋषियों और द्रष्टा मनीषियोंके 
कंधोपर खड़ा आजका मानव निर्दोष बालककी तरह अपार 


है आदमी बजाए खुद इक महशरे खयाल । 
हम अजुमन समझते दं खल्वत ही क्यों न हो ॥ 


क साहित्यसंगीतकलाविहोन: साक्षात पशु: पुच्छविषाणहीनः । 
( भवृंहरि ) 


24 


% मानव-जीवनका उद्देश्य # 








>>>” न 





प्रकृतिकी छीलाको समझनेकी प्रबल आकाझ्का रखता है । 
प्रकृति महामायाके रूपमे उस मानवको अपने अनेक रहस्य 
धीरे-धीरे बताती जा रही है । अरबीमें मनुष्यकी पवित्र प्रेम- 
प्रवृत्तिके कारण उसका नाम “इन्सान? रखा गया हे*--उन्सके 
अर्थ प्रेम और सहानुभूति हैं । ज्ञान-विज्ञानको वटोरकर वह 
कञ्चनका सॉप नहीं बनना चाहता) उसे तो सभीकी उन्नतिमे 


अपनी उन्नतिकी प्राप्ति करनी है; उसका कर्तव्य बहुत 


विशाल है । 
सुखका अर्थ दे-भळीमाँति फैलना; पशुत्वसे निकलकर 
देवत्वकी ओर जाना, खार्थसे निकलकर परमार्थकी ओर जाना-- 
“परोपकाराय सतां विभूतयः ।' गोस्वामी श्रीलुळसीदासजीने 
विनय-पत्रिकामे कहा दै 
१, काजु कहा नर तनु भरि सारयो \ 
पर उपकार सार श्रुति को जो, 
सो धोखेहु न बिचारयो॥ 
२, लाम कहा मानुष तन पा! 
काय बचन मन सपनेहुँ कहुँक घरत न काज पराएँ ॥ 
गई न निज पर बुढि, सुद्ध है रहेन राम ठय काएँ \ 
तुरुसिदास यह अबसर वीते के पुनि के पढिताएँ 
चीनके पुरातन कवि 'तुततुत? ने लिखा है-- 

“मृत्यु शोकका कारण नहीं हो सकती; संसारका उपकार 
किये बिना मर जानेवाला व्यक्ति शोकका कारण हो सकता है ।? 
निष्काम और निःखार्थ होनेका ठीक अर्थ तो सत्य; अहिंसा 
ही हो सकता है । सच्ची जीवन-कला सत्यकी अपार ज्योतिसे 
ही आलोकित है । व्यवहारश्ञानका सत्य तो देश-कालके 
अनुसार विभिन्न व्याख्या रखता है; किंतु यह जहाँ कहीं 
“सुन्दरभ! का रूप धारण करता है, वहाँ आध्यात्मिक सत्यका 
आधार भी निखरने लगता है। किसी देशकी संस्कृतिका 
सौन्दर्य उस देशके नैतिक और आध्यात्मिक जीवनमें ही 
दिखायी दिया करता है, भौतिक उत्थानमै नहीं । संसार- 

+ दद दिलके वास्ते पैदा किया इन्सान न्न वि न का 
वरना ताअतके लिये कुछ कम न थे करोब्बियां ॥ 


1 मनु महाराजने कहा दै 


अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
एवं सामासिकं धमं जातुवण्येऽत्रवीन्मुः ॥ 
( मचुस्मूठि ) 


मा० अं० ६२ 


३८९ 








कर गये हैं कि “जो कुछ तुम पसंद नहीं करते; दूसरोंके लिये 
भी उसे वैसा ही समझो; समीको आत्मवत्‌ समझो |? 

१. मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । 

( ऋग्वेद ) 

२. कान्फुसियसने चीनी भाषामै “शः शब्दद्वारा 
सभीको आत्मवत्‌ समझनेकी शिक्षा दी है । 

3. All things therefore whatsoever ye 
would that men should do unto you even 
so do ye also unto them. 


---बाइबल 
४. रिचिबर खुद मपसंदी, 
बिदीगरं मपसंद्‌ ॥ 
समदी 


सेवाद्वारा किसीके दिलको जीत लेना सबसे बड़ी 
विजय दै-- 


मन जीते जग जीत है \ 
नानक 


द्वि बिदर आवर कि हजि अकबर अस्त \ 
क्रिज हजारा कअबा यक्त दि बिहतर अस्त ॥ 


कअबा बुनगाहि खुकीकि आजर अस्त \ 
द्विक गजर गाहि जहीर अकबर अस्त ॥ 
मौलाना रूमी 


(क्रेसीके मनको जीत ले; यही हज और तीर्थयात्रा 
हैं; क्योंकि हजारों कअवा--तीर्थौसे एक दिल बेहतर होता 
है । कअबा तो इब्राहीम खलील अल्लाह ( प्रभुमित्र ) जो 
आज़रके पुत्र थे, उनका निवासस्थान था; किंतु दिल तो 
सयं परम सुन्दर ईश्वरका लीलाक्षेत्र है।? 

इसी भावको मीर तक़ी मीरने याँ प्रस्तुत किया है-- 


मत रंजा कर किसी को कि अमले तो ए्तक्राद, 

दिङ ढाए कर जो कअबा बनाया तो क्या हुआ ॥ 

सहानुभूति और अहिंसाकी इसी बृत्तिने बन्धुत्व) दया, 
न्याय, सहिष्णुता आदि गुणोंका विकास किया और मनुष्य 
दूसरे प्राणियोसे विशिष्ट बन सका । इन गुणोंके सुन्दर 
आदर्शने मानवी सभ्यता और संस्कृतिकी सदैव रक्षा की दै 
और उसे प्रकाशमय अध्यात्मकी ओर अग्रसर किया है | 

इस सृष्टिकी उत्पत्ति मनुष्यके लिये की गयी अथवा 
सष्टिके ल्यि मनुष्यकी उत्पत्ति हुई सह ऐसा प्रश्‍न है 
जिसका ठीक-ठीक जवाब नहीं दिया जा सकता । किंतु यह 


2455. 


क यो 











४९० 


>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>्््>>>>>>>>-----__ 


% मानव वही जो स्वार्थं तज होता पथिक परमार्थका # 
>> 








सभी मानते हैं कि मनुष्यको कई मानसिक, बौद्धिक और 
आध्यात्मिक गुण विशेष मिले हैं, जिनका विकास धीरे-धीरे 
होता रहता है | यदि इस धरतीपरसे मनुष्यजाति बिलकुल 
चली जाय तो कौन यहाँके सौन्दर्यकी प्रशंसा कर सकेगा | कौन 
इस विस्तृत सामग्रीसे काव्यकी रचना कर सकेगा ! 


हमारी धरतीके-से प्राणी चाहे आकाशके किसी और 
नक्षत्रम भी रहते हों, किंतु ऐसा भास होता है कि जिन 
तत्वों और गुणोंका भोग हमारी धरतीको प्राप्त है; वह किसी 
और स्थानपर सुलभ नहीं । हो सकता है कि हमारी इसी 
घरतीको अन्य नक्षत्रोंके प्राणी खर्गधाम ही मानते हों । 


सेवा करनेका जो सोभाग्यशाली अवसर यहाँ प्राप्त है 
और जेसे शारीरिक और भौतिक साधन यहाँ उपलब्ध हैं, 
किसी और स्थानमै कदाचित्‌ सम्भव नहीं । यही सेवा-सदन 
है, जहाँ मनुष्य जीनेकी कला सीखता है और शिक्षाके लिये 
जीता है | “Learn to live and Jive to learn,” 
किंतु सच्चा ज्ञान वास्तवमै शुद्ध प्रेमका ही प्रकाशमात्र है । 


आस्ट्रेलियाकी आदिम जातिमें एक सुन्दर कहानी 
प्रचलित है--आकाइागङ्गामे एक विशेष प्रकारका काला-सा 
भाग दै, वही स्वर्गका द्वार है | जब कमी कोई तारा टूटता 
है, उसकी प्रकाशित रस्सीके द्वारा मृत हब्शी ऊपर चढ़ 
जाता है | जव वह ऊपरकी छतपर पहुँच जाता है; तव उस 
प्रकाशित रस्सीका सिरा नीचे फेंक देता है; फिर कोई और 
इन्शी स्वर्ग-घामको उसी रस्सीके द्वारा पहुँच जाता है । 


उन लोगोंका बिश्वास है कि उस स्वर्गमे जाकर सभी 
हन्शी गोरे हो जाते हं ॥ 


दूसरोंकी भलाईकी भावना और कर्मशीलतासे कोई भी 
व्यक्ति पवित्र होकर प्रकाशपुज्ञ बन सकता है । 


जिन सेविया तिन पाइया माण । 
नानक जागे गुणी निघान॥ 


~ उखमणी, गुरु अर्जुनदेव 


~ त्यागः क NS 
संस्कृति, तप और त्यागके बिना सच्ची सेवा नहीं 
हो सकती । गुरु नानकदेव तो नम्रताको ही सभी गुणोंका 


७७ 


सार मानते हैं-- 


नानका \ 
तत्त ॥ 


निठत्त नीवीं 
गुण चगि आइयां 


A = ई हि 
कान्फुसियसने कहा है--नम्रता नैतिक संयमके निकट 
है, चरित्रकी सरलता सच्ची मानवताके निकट है । 


तच्वज्चानी कवीरने मानवका उद्देश्य हरिरूप हो जाना 
बताया है-- 


हरि को भजे सा हरि का होय। 


और वे अपनी रहस्यानुभूतिको व्यक्त करते हुए 
कहते हैँ 


जो कुछ करू सा पूजा 

इस भावको अंग्रेज्ञोमे कहते हैं ०K 15 worship). 
अंग्रेज विद्वान्‌ 41४: (००।।५४४ने अपने एक 
भाषणमें कहा था-- 
री ‘Tt is only when men begin to 
worship that they begin to grow.” 


जब मनुष्य पूजा करने लगते हैं, तभी वे विकास पाने लगते हैं । 
समवेतरूपसे मानव-जीवनका उद्देश्य है सत्यनिष्ठ? 
होना । यदि हम सच्चे मानव वन जायँ तो हम आत्मस्वरूपको--- 
परमेश्वरको साक्षात्‌ देख सकते हैं और परमानन्द प्राप्त 
कर सकते हैं | इसी साधनाको मोक्ष-प्राप्तिकी साधना भी कह 
सकते हैं | 
किसी जीवको दुःख देने, हिंसा करनेसे पहले हम अपने 
अन्तःकरणका गला घोट देते हैं, अपने मानसके सत्यको 
मार डालना चाहते हैं | अतएव हिंसा झूठका ही दूसरा नाम 
है। सत्यकी पूजा परमात्माकी ही पूजा है| इस पजा- 
भावनाको सुगन्धसे ही प्रेम, त्याग, नम्रता, सहिष्णुता आदि 
अनेक गुण-पुप्प विकसित हो जाते हैं और मानव-जीवन 
वसन्तके समान सरळ सुन्दर और सुखद बन जाता है | 


a ep 


दज 


नु जा 





जार 


# भगवानकी ओर प्रवृत्तिमे ही मानवताकी सार्थकता क 


य 





४९.१ 











भगवानकी ओर प्रवृत्तिमै ही मानवताकी सार्थकता 


छेखक--श्रीजगदीशजी शुक) साहित्याळंकार, काव्यतीथे ) 


मानवता अत्यन्त दुर्लभ वस्तु है । भगवानकी कृपाके 
बिना इसे पाना असम्भव ही है । जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य 
संसारके तीन दुर्लम पदार्थेमि मानवताको ही प्रथम स्थान 
देते दै 


दुलेभं त्रयमेवैतद्‌॒  दैवानुम्रहहैतुकम्‌ । 
सजुप्यत्वं स्ुसुक्चत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥ 
मानवता, सोश्षप्रात्तिको इच्छा और महापुरुषोंका 


समाश्रय- थे तीन वस्तुएँ मगवत्कृपासे ही मिलती हैं, इसलिये 
दुर्लम हें । मानव-योनि ही कर्मयोनि 

शरीरसे ही हम भगवानको पा सकते है । देवताओंकी योनि 
भोगयोनि है, इसलिये देवता देव-शरीरसे मोक्ष नर्द पासकते। 
तभी तो देवता भी मानव-योनिमे आनेके लिये लालायित 
रहते हैं | इसलिये मनुष्यको चाहिये कि मानव-जीवनके द्वारा 


बह अपने परलोकको सँवारे । 


है । इसलिये मानवः 


6 ७ ७ ७० जज 
दुर्लभ मानुषं जन्म ग्राव्यत च्रिदशेरपि । 


तब्लब्ध्वा परलोकार्थ यत्वं कुर्याद्‌ विचक्षणः ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यावासियाँसे कहते है 
बडे माण मानुष तनु पावा! । सुर दुर्भ सघ ग्नि गादा ॥ 
साधन चाम मोच्छ कर द्वारा \ पाइन अहिं परमोक सेदाश ॥ 
झो परत्र दुल पात्रइ सिर चुनि धुनि पछिताइ \ 
कर्महि ईस्त्रहि मिथ्या दोस लगड 
( रामचरितमानस ) 
मगवानूकी अहैतुकी कृप्ाका ही यह परिणाम है कि हमें 
यह दुर्लभ मानव-जीवन सहज दी प्रात हो गया है । यदि 
भगवान्‌ कृपा नहीं करते तो हम चौरासी लाख योनियामे 
ही भटकते रह जाते-- 


कि हि 


आकर चारि रूच्छ चौरासी । जॉनि अस्त यह जिव अबिनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा । कार कर्म सुमाव गुन चेरा ॥ 
कबहुँक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 
हने ( रामचरितमानस ) 
तुलसीदासजी विनय-पत्रिकाम भी कहते है-- 
हरि तुम अहुत अनुग्रह कीन्हो \ 


साधन-घाम बिबुध दुरफुम तनु, मोहि ऋपा करि दीन्ही ॥ 


श्रीसुन्दरदासजीके भी विचार सुन लीजिये-- 
सुंदर मनुपा देह यह, पायो खन अमोर \ 
कौडी साटे न खेइए, मानि हमाशे बोळ ॥ 
बारवार नहिं पाइए, सुंदर मनुण देह! 
राम्‌ भजन सेवा सुकृत, यह सौदो करि कह ॥ 
सुंदर साँची कहतु दै, मति आने मन शेस \ 
जे तै खोगो स्तन गह, तो तौही कों दोस ॥ 
सुंदर साँची कहतु है, जो माने तो मानि १ 
अहे देह अति निंद्य हे, गदै खन को खनि॥ 
मानव-जीवनको भगवानकी ओर नहीं लगाकर) भोगकी 
ओर झुकाना अमृतको फेंककर विषका पान करना हि 
एहि तन कर फ विषय न भाई । स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
\ परि सुधा ते सठ विष लेहा ॥ 
( रामचरितमानस ) 
सच मानियेश हम भोगोंकों नहीं भोगते, भोग ही हमे 
भोगकर सत्यानाशके भाड़में झोंक देते है । 


नर तनु पाइ बिपर्ण मन देही 


भर्दुदरिने क्या खुव कदा दै 
सोगा न युक्ता वयमेव झुक्ताः । 
हमारी बुद्धिके स्वामी भगवान्‌ हैं, इसल्यि बुद्धिको 


का 


मगवानकी सेवामें ही लगाना चाहिये । जो बुद्धि भोगकी 


दासी है, वह तो पक्की व्यभिचारिणी है । भगवानकी अनुचरी 
बुद्धिको भोगकी सहचरी बनाना बौद्धिक व्यभिचार है । 
इसलिये मानवमात्रको चाहिये कि वह अपने मनको और 
बुद्धिको भगवानकी सेवामे ही प्रदत करे» भगवान ही 
लगावे । 

भगवानके दिये हुए शारीर, इन्द्रिय, मनः बुद्धि और 
जीवनको भोगमें लगाना भगवानके साथ विश्वासघात करना 
है और कृतव्नता करना है । जब हम देहस्यागके बाद अपने 
जीवनके क्षण-क्षणका हिसाब भगवानको देने लगेंगे, भगवानः 
को यह बतळाने लगेंगे कि हमने अपने शरीरको, इन्द्रियोको? 
मनको) बुद्धिको और जीवनको कब और कितना किस पुण्य- 
कार्यमै लगाया, तब उस ससय हम अपनी भोग-द्त्तिको कैसे 
छिपायेंगे ! कहाँ छिपायेंगे ! मानव भगवानके दिये छुप 























उ. ५7 एतत पन हनन मकलन दुरुपयोग करके उनको कौन-सा मुँह 
दिखलायेगा ! सच्ची बात तो यह है कि भोगोंकी ओरसे मन- 
को अभ्यास और बैराग्यके द्वारा खींचकर भगवानकी ओर 
प्रवृत्त करनेमे ही मानवताकी सार्थकता है। भोगमे तो कूकर 
और झूकर भी संलग्न हैं । फिर मानव-जीवन पानेका लाभ 
ही क्या हुआ ! भोगमें प्रदत्त मानव तो पञुसे भी बदतर 
है । ठुलसीदासजी कहते है - 
तिन्ह ते सर सुकर स्वान भरे, जडता बस ते न कहैं कछुबै । 
तुरुसी जहि राम सें नेह नहीं, सो सही पसु पूछ बिषान न द्वे॥ 
जननी कत भार मुई दस मास, भई किन बाँझ गई किन च्ञ । 
जरि जाउ सो जीवनु जानकि नाथ, जिये जग में तुम्हरो बिनु है॥ 
( कवितावली ) 
जिस भगवानने हमें तन, मन और जीवन दिया, उस 
भगवानूको भूल जाना सबसे बड़ी कृतघ्नता, कुटिलता और 
दुष्टता है । महात्मा सूरदासजी कहते है - 
मो सम कोन कुटिर खरु कामी । 
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी ॥ 
साधारण जीवोंकी तरह सानव-जीवनका लक्ष्य केबल 
आहारुनिद्रादि ही नहीं है, मानव-जीवनका तो परम और 
चरम लक्ष्य है-भगवत्प्राप्ति या मगवल्रेम-प्राप्त । भगवानको पाये 
बिना) भगवानको अपनाये बिना हम चौरासी लाख योनियोके 
चक्करसे कभी छूट नहीं सकते । सच्चा सुख और सच्चा विश्राम 
कभी नहीं पा सकते 
तब रणि कुसण न जीव कहे, सपनेहु मन विश्राम । 
जब ठगि भजत न राम कहुँ, सोक धाम तजि काम ॥ 
( रामचरितमानस ) 
भगवानके सिवा किसमें सामर्थ्यं है जो हमारे दुःखोंको 
इरण कर सके ! चाहे कोई जप, योग, वैराग्य, बड़े-बड़े 
यज्ञानुष्टान? दान) दया और इन्द्रियनिग्रह आदि करोड़ों उपाय 
करे । मुनि) सिद्ध, इन्द्र, गणेश और महदेश-से देवताओंकी 
आराधना अनेकों जन्मोतक करते-करते मर जाय, वेदों और 
शास्रोंका ज्ञानी वन जाय; युग-युगतक तपस्याकी आगन तपता 
रहे; किंतु उसके दुःखोंका अन्त भगवानूके सिवा दूसरा 
कोई नहीं कर सकता-- 
जप, जोग, बिराग, महामख साधन, दान दया दम कोटि करे | 
मुनि, सिद्ध, सुरसु, गनेसु, महेसु से सेवत जन्म अनेक गरे ॥ 
निगमागम, म्यान, पुरान पढे, तपसानरू में जुग पुंज जरे । 
मन सों पनु रोपि कहै तुळसी, रघुनाथ बिना दुख कोन हर ॥ 
(कवितावळो ) 


* मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 
FR i "> ससा 


जिन्हें भगवानूके चरणोंमें प्रेम नहीं है, वे तो अथाह 
संसार सागरमै निरन्तर डूबते ही रहेंगे । उनके दुःखोका 
अन्त नहीं हो सकता | 
भवसिंधु अगाध पेरे नर ते पद पंकज प्रेम न जे करते । 
अति दीन मलीन दुखी नित ही जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं ॥ 
( रामचरितमानस ) 
अपने दुःखोका अन्त करनेके लिये, परम और चरम 
सुखको पानेके लिये और भगवानके प्रति अपनी कृतशता 
प्रकट करनेके लिये भी भगवानसे प्रेम करना ही मानवका चरम 
ध्येय है । भगवत्‌प्रेमके बिना सुखका पाना वैसे ही असम्भव 
है; जेसे आकाश-कुसुमका चयन और वन्ध्या-पुत्रका संग्राम । 
श्रुति पुरान सत्र ग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख नाहीं॥ 
कमठ पीठ बरु जामहि बारा । बंध्या सुत बह काहुहि मारा ॥ 
फूरहिंनभ बरु बहु बिधि पूछा । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूरा ॥ 
तुषा जाइ बरु मुगजरु पाना । बरु जामइ सस सीस बिषाना । 
अंधकार बरु रबिहि नसाबै । राम बिमुख न जीव सुख पावे ॥ 
हिम ते अनल प्रगट बरु होई । विमुख राम सुख पाव न कोई ॥ 
( रामचरितमानस ) 
भगवद्धक्तिको छोड़कर अन्यान्य उपायोंद्वारा जो सुख 
पाना चाहते हैं, वे महामूर्ख और बुद्धिके शत्रु हैँ । 
सुनु खगेस हरिभगति बिहाई। जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥ 
ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी । पैरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥ 
( रामचरितमानस ) 
सच पूछिये तो जीवका सार्थ भगवस्येममें ही है। 
भगवान्‌से विसुख होकर ब्रह्माका पद पाना भी निन्दनीय ही 
है; अभिनन्दनीय नही । 





स्वास्थ साच जीव कहूँ एहा । मन क्रम बचन राम पद नेहा ॥ 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा। जो तनु पाइ भजिअ खुबीरा ॥ 
राम बिमुख रुहिबिचि सम देही । कवि कोबिद न प्रसंसहि तही) 
(रामचरितमानस ) 
अप; तप; यज्ञ, मनको रोकना, इन्द्रियोंकी रोकना, व्रत, 


दान, वैराग्य) ज्ञान, योग ओर विज्ञान आदि सभी साधन 
हैं और इन सभी साधनोंका फळ है भगवत्येय | बिना इसके 
किसीका भी कल्याण हो नहीं सकता | 


जपतप मख सम दम ब्रत दाना । बिरति बिबेक जोग बिम्याना ॥ 
सन कर फर रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोड न पावइ छेमा॥ 


( रामचरितमानस ) 


~ “गै 


वेदों, शाखो और पुराणोंके पढ़ने या सुननेका भी 
| एकमात्र फल मगवानूमे प्रेम होना ही है । सभी साधनोंका 
। फुल एक है और वह हे भगवानमें प्रेम होना । 

आगम निगम पुरान अनेका \ पढ़े सुने कर फर प्रमु एका ॥ 
f तब पद पंकज प्रीति निरंतर \ सव साधन कर यह फल सुंदर ॥ 

| ( रामचरितमानस ) 
। संसारके बड़े-बड़े विचारक, दुनियाके बड़े-से-बड़े ञानी 
| और ब्रझवादी भी यही कहते हैं कि भगवत्‌-प्रेम ही मानव 
जीवनका ध्येय है । 
कै शिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म विचार बिसारद॥ 
सब कर मत खगनायक एहा | करिअ राम-पदःपंकज नेहा ॥ 





( रामचरितमानस ) 
| सारे धर्मानुष्ठानोंका फल भी भगवञ्चचामें अनुराग 
होना ही है । यदि सारे धर्मानुष्ठानोंके बाद मी भगवस्कथामे 
अनुराग नहीँ हुआ तो सारा-का-सारा धर्मानुष्ठान व्यर्थ हो 
~~ गया । 
चर्म; स्वनुष्ठितः एसां विष्वक्सेनकथासु यः । 
नोत्पादयेद्‌ यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ) 
भगवद्धक्तिका सुख सभी सुखोंसे आला और निराला है । 
भगवद्धक्तिका सुख सभी सुखोंका सार दै । राज्य-सुखसे ऊ 
क हुए क्ष्णगढ़ाधीश महाराज श्रीनागरीदासजी कहते है 


कै 


कहा भये नुण्हु भये ढोगत जग ठेगार, 
ऊत न सुख हरि भर्गत को सकर सुखनको सार ॥ 
---नागरीदास 
| मानवको मानव बनने देनेमें मनके विकार- काम? 
| क्रोध, मद) छोमादि बहुत बड़े बाधक है| अच पूछिये तो इन 
| मनोबिकारांको मिटाये बिना पण्डित भी पण्डित नहीं; गँवार दै । 
काम क्रोध मद लोम को, जब छभि सन में खान \ 
तब रभि मुर्ख पंडिता; दोनो एक समान ॥ 
_ --दुङुसीदास 
मनोविकारोंको मिटायें बिना, इच्छाओं और वासनाओंका 
दमन किये विना मानव सचा मानव बन नहीं सकता । 
परंतु हमारी अनन्त इच्छाओंका अन्त ही कहाँ है ! 
हजारे ख्याहिरें एसी कि हर स्वाहिण पै दस निकके । 
बहुत निके मेरे अस्मान; केकिन फिर भी कम निकले \ 


न्या 








% भगवानकी ओर प्रवृत्तिमे ही मानवताकी सार्थकता ॐ ४९३ 


च्भ्न्न्न्न्न्न्न्न्न्भ्न्न्भ्भ्भ्य््य्य््त््न्न्न्नन्न्न्न्न्ना# 





To 

सच्ची वीरता तो है अपनी वासनाओं और कामनाओंको 
मार डाळनेमे, अपने “अहँ” को मिटा देनेमं । पारेका भस्म 
बना देनेमे, बदमाशका वध कर डालनेमे) शेर, सर्प या 
घड्यालको मार डालनेमै भी कोई बहादुरी नहीं है | 

न मारा आपको जो खक हो अकसीर हो जाता \ 

अगर पार को ऐ अब्सीर गर मारा तो कया मारा 0 

बडे मूजीको मारा नप्से अस्मोको गर मारा! 


नहंगो अजदहा औ जरे नर मारा तो क्या मारा 0 
---जौक 


लोग ज़िहादका नारा लगाते हैं । किंतु मनुष्यका खून 
करना तो जिद्दाद नहीं है । गाजी तो वह दै, जो अपनी 
बासनाओंका खून करे । 
जिहाद. उसको नहीं फहते कि देठे खन इन्सका \ 
केरे जो कत अपने नफ्से ाफ़िएफो वो ग़जी है ॥ 
अख्तर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अर्जुनको छलकारकर कहते दै 
कि--“बीर अर्जुन | इस दुरजेय कामरूप शत्रुको मार डालो | 
जहि शत्रु महाबाहो क्रामरूप॑ दुरासदस्‌ ॥ 
( गीता ३ । ४२ ) 
किंतु इन मनोविकारोंको मिटाय जाव तो कैसे ! यो 
तो इन्हें मिटानेके ल्यि- जप? तप? ध्यान) धारणा आदि 
अनेक साधन हैं? किंतु विना भगवद्भक्तिक्रे ये निर्मूल नहीं 
होते । वशिष्ठजी भगवान, श्रीरामजीसे कहते दै 
अम मति जह विन सयुर \ अभि अंतर मरु कतहु, न जाई ॥ 
हृदय मगवद्भक्तिका सूर्योदय होते ही हमारे मनो- 
विकारोका; दारी कामनाओं और बासनाओंका अन्धकार 
देखते-ही-देखते छूमंतर हो जाता है । समस्त मानवीय ढुगुंण 
दूर हो जाते हें और सभी सद्गुण अनायास ही हमारे हृदये 
उदय हो उठते दै । फिर तो हमारे ल्यि समख संसार ही 
इरिमव हो जाता है और हमारी विरोध-दृत्ति बिना प्रयासके 
ही अनायास मिट जाती है । श्रीशंकरजी पार्वतीजीको समझाते 
हुए कहते दै 
उभा ज राम चरन स्त विगत काम मद क्रोध \ 
निज प्रमुमम देखहि जगत केहि सन करहिं निरोच ॥ 
( रामचरितमानस ) 


प्रत्यक्ष इष्टिगोचर दोनेवाला यह चराचर संसार तो पानी- 


के बबूलेकी तरद क्षणम है-नश्वर दै । जगतका स्वरू 











४२४ 


विविध है, किंतु उसके रोम-रोममें रमनेवाळा राम एक ही 
है; वह अखण्ड है, अविनाशी है और अव्यय है । मिन्न- 
भिन्न सभी प्राणियोंमे एक-रस रहनेवाले इस व्यापक मगवान्‌- 
की पहचान ही सात्त्विक ज्ञान है-- 


सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सास्विकस्‌ ॥ 
( गीता १८ | २०) 
उपर्युक्त साच्चिक ज्ञानके द्वारा जिसने इस घट-घट- 
व्यापी परमात्माको नहीं जाना, वह पुस्तकीय ज्ञानका अभिमान 
रखनेवाला पण्डितमानी महामूर्ख है, निरा घोधा है | तुलसी- 
दासजी कहते हूँ 


जानीपने को गुमान करे, तुरुसी के बिचार गँवार महा है । 
जानफिजीवन जान न जान्थो, तो जानकहायत जान्यो कहा है ॥ 
( कवितावली ) 
भरवदूभक्तके लिये जड प्रकृति भी आनन्दमयी बन जाती 
है । वायुमें मधु भर जाता है, बह मन्द-मन्द बहने लगती है । 
नदियाँ मधु रसको प्रवाहित करने लगती छः 


मड वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 


जब भगवान्‌ आँखोमि बस जाते हैं, तत्र आँखोंक्रो जरें- 
जरम भगवानू-ही-भगवान्‌ नज़र आने लगते है 


समाया ६ जब्से तू नजरों में मरी ! 
जिधर देखता हूँ उघर तू ही तूहे॥ 
सच्चा भक्त कहता है 
गुरुशनमें सवा को जृस्तजू तेरी १। 
बुझबुक की जब पर गुफ्तगू तेरी है॥ 
हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का। 
जिस फूळको सुँधता हूँ भू तेरी है॥ 
देवीर 
निर्विकार और विद्युद्ध होकर भगवद्भक्त जब्र अणु-अणु- 
में; रेणरेणुमै अपने प्रभुको देखने लगता है, तब उसकी 
विरोध-व्रत्ति इतनी निर्मूल हो जाती है कि वह 
कहता है-- 
मत्र में कासों बैर करू १ 
भक्तका द्वदय विरोध-विरहित ही नहीं 


हो जाता; प्रेम- 
परिपूर्ण भी डरो जाता दै । वह कहता है-- 





% मानव वही जो स्वार्थ तज होतवः पथिक परमार्थका * 


करूँ में हुदमनी किससे अगर दुर्मन भी हो अपना | 
मुहब्बत ने नहीं दिस में जगह छोड़ी अदावत क्षी। 
इतना ही नहीं, सारी दुनियाकी पीड़ा उसकी अपनी 
पीड़ा बन जाती है | वह किसीके भी दुःखको देखकर तड़प 
उठता है-- 
तड़पते हैं हम अमीर । 
हमारे जिगरमें है॥ 
--अमीर 
कानमें पीड़ा होती है, तो उसके दुःखसे आँखें रोती हैं । 
इस प्रकार हमारी इन्द्रियाँ मी एक दूसरेके दुःखसे दुखी 
होती हैं | मनुष्यका तो निर्माण ही पराई पीड़ाको महसूस 
करनेके लिये हुआ है-- 


0 


दद दिल के वास्ते पैदा किया इन्सार को ६ 
-जौक 
आजकी निर्दयता और बढ़ती हुई स्वार्थपरताको देख- 
कर गालिव साहब तो यह कहते हैं--- 


खंजर चरे किसी पै, 
सारे जहाँ का दद 


८] 


आदमी को भी मय्यसर नहीं इन्साँ होना । 
मनुष्य यदि निर्दय और करुणाहीन वन जाय तो वह 
पशु है । मनुष्यमें यदि मनुष्यता आ जाय तो वह मनुष्य 
होता है । निष्पाप मानव ही देवता है। मानव यदि प्राणि- 
मात्रका प्रेमी और सेवक बन जाय तो वह है-परमात्मा । 
इस प्रकार मनुष्योके मनुष्यरूपमें भी सैकड़ों प्रकार हैं-- 


जानवर, आदमी, पफरिदता, खुदा १ 

हिदी की हें ऐक्य किस्म 
-हाली 

शिष्टाचार-विहीन और पुस्तकीय ज्ञानका अभिमान 


रखनेवाला आदमी भी आदमी नहीं, बेल है 
हो जिसमें अदज और जो किताबॉसे 


रदा फिरता । 
जफर उस आदमी क्रो 


हेम तसब्चुर बैर करते हैं॥ 


-जफ्कर 
जिस मनुष्यको दूसरेके लिये मुहब्बत और हमदर्दी 
नहीं है; वह मनुष्य देवता भी हो) तो भी मनुष्य नहीं 
कला सकता | मनुध्यकी तो पहचान है मुहब्बत और 
हमदर्दी-- 


हो फरिता भी तो 
द्द 


4 नहीं इन्साँ। 
पढ. थोड़ा बहुत 


न हो जिसमें॥ 
-इाली 


Oe >> भा 


या 


~त ) 


छ का 


£ भगवानकी ओर प्रवृत्तिम हो मानवताकी सार्थकता * 





=== == === म 1 00 





४९५ 





सच पूछिये तो देवत्वसे मनुष्यत्वका स्थान ऊँचा 
और वाञ्छनीय दै किंतु इसके लिये कठोर साधनाकी 


जरूरत पड़ती है-- 


फ़रिश्ते से बेहतर हे, इन्सान बनना \ 
मगर इसमें पड़ती दे भिहनत जियादा ॥ 
--हाली 
मानवीय सुहब्यतके आगे आसमानको भी नतमस्तक 
होना पड़ता है । कई वार फरिशते आदमीके कदसोसें 
सिर झुका चुके है- 
इठकके स्तत्रेके आगे आसमा भी पस्त है \ 
सर झुकाया है फरिशतेने बठारके सामने ॥ 
-नसीक 
यदि आप मनुष्य हैं तो अपने दृदयपर हाथ रखकर 
पूछिये तो अपने आपसे-- 
पराई आगमे पड़कर कभी दिलको जझाया है र 
किसी वेकसकी खातिर जानपर सदमा उठाया है १ 


कभी आसू बहाए हें किसीकी बदनसीबीपर १ 





कमी दिल तेरा भर आयाहै मुफकिसकीगरीवीपर हि 





श्रीके दर्द-दिक होकर किसीका दुख बेटाया है १ 





मुसीबतमें किसी आफ्तजदाके काम आया हे! 


भक्तका जीवन पूर्णतः निर्भय हो जाता है, उसके ल्यि 


मौत और जिंदगी दोनों ही बराबर हैँ 
फना कैसी बक़ा कैसी जब उसके आशना ठहर \ 
कमी इस घरमें आ निकरे कभी उस चरमे जा ठहर ॥ 
-अमीर 
भगवद्भक्त भगवानके नाते सबको अपना ही समझता 
है। उसके ल्यि पराया कोई रह ही नहीं जाता 
कुछ नहीं बाकी रही अपने परायेकी तमीज । 
इस स्राए वेखुदीमे फोई वेगाना नहीं ॥ 
-नाशाद 
भक्त तुलसीदासजीको सारा-कासारा चराचर जगत्‌ 
राममय दृष्टिगोचर हो रहा है। तमी तो वे दोनों हाथ 
जोड़कर विश्वरूप भगवानकी वन्दना कर रहे बै 


nee 
पणास 











जड़ चेतन जग जीव जत सकर रामय जानि \ 

बंद्‌ङ सबके पद कमरू सदा जोरि जुग पानि ॥ 
वस्तुतः सच्चे विचारकोंके लिये समी स्थावर और 
जंगम भगवानके ही रूप हैं। भगवानके अतिरिक्त और 
किसी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं है-- 

वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च। 

भरवद्रूपसखिलं नान्यद्‌ वस्स्विह किञ्चन ॥ 

( श्रीमद्भा० १०। १४। ५६ ) 

सभी पदार्थौका एक मूळ कारण होता है । उस कारणः 
के भी परम कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। तब बतलाइये 
कि कौन-सी ऐसी वस्तु है जो भगवानसे मिन्न हो! 


सर्चेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थित; । 
तस्यापि भगवान्‌ कृष्णः किंमतदू वस्तु रूप्यताम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १४। ५७ ) 


संसारका प्रत्येक रूप मगवानका रूप है और संसारका 
प्रत्येक नाम भगवानका नाम है । जिस रूपमे भगवानका रूप 
नहीं, उस रूपकी प्रतीति हो नहीं सकती और जिस नाममें 
भगवानका नाम नहीं? उस नामका भान होना भी नितान्त 
ही असम्भव है । झब्दकोप्रका प्रत्येक शब्द भगवानके अर्थ- 
का बोधक है- मगवान्‌ शब्दका पर्यायवाचक है | “सवं 
खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन’ इत्यादि वाक्य भी 
इसी सिद्धान्तके पोषक हैं । 
सारा विश्व ही हरिमय है । इसलिये भगवत्रेमी सम्पूर्ण 
चराचर विश्वको स्वामी मानता है और अपने आपको इस 
स्वामीका सेवक । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र भक्त हनुमानसे 
कहते हैँ 
रो अनन्य जाके असि मति न टर हनुमंत \ 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भरवंत ॥ 
( रामचरितमानस ) 
इसीलिये भगवद्भक्त अपना प्रभु मानकर सम्पूर्ण संसार- 
की सेवा करता है । भगवत्प्रेमी सेवकके ल्यि घनी और 
गरीब, सबळ और निर्बछमै, सवर्ण और अवर्णम, विद्वान्‌ 
और मूर्खमें, जी और पुरुषमें, खदेशी और विदेशीम तथा 
दुष्ट और सज्जनर्मे भी कोई भेद नहीं रहता । वह कहीं 
वृक्षोंको सीचता चलता है? तो कहीं मछल्यिंकों आटेकी 
गोलियाँ खिळाता फिरता है । कहीं कोढ़ियोंकी सेवार्म संलम 





| 
| 


४९६ ॐ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





Mm 


रहता है, तो कहीं चींटियोंको चीनी देता फिरता है। वह 
अपने व्यक्तिगत सुखका विश्व-सुखके लिये त्याग कर 
देता है । 

भगवद्भक्त सेवकको सेवा सेवा नहीं होती, वह 
भगवत्पूज्ञा होती है । सेवानन्द ही उसके लिये पूजानन्द, 
मोक्षानन्द, महानन्द, ब्रह्मानन्द या परमानन्द बन जाता है | 
यह अपने विश्वरूप भगवानूकी सेवासे कमी ऊब नहीं सकता । 
भगवद्भक्त मानता है कि यह सम्पूर्ण संसार भगवानका ही 
शरीर है । संसारका प्रत्येक प्राणी इसी विराट शरीरका 
अंश है । इसलिये प्रत्येक प्राणी एक दूसरेसे सम्बद्ध है। 
सबके स्वार्थमे सबका स्वार्थं समाया हुआ है । किसी एक 
प्राणीकी भी कुछ बुराई होती है तो दूसरोंकी भी होती 
है । जैसे मानवःशरीरमें सिर, कण्ठ, हाथ, पैर आदि 


अवयव हैं | इनमें एककी हानिका प्रभाव दूसरेपर भी 
अवश्य ही पड़ता है । इसी प्रकार संसारका कोई भी प्राणी 
दुखी होगा तो दूसरा भी सुखी नहीं रह सकेगा। भगवान्‌ 
दक्ष प्रजापतिकों समझाते हुए कहते हैं | 
यथा पुमान्न स्वाङ्गेषु शिरःपाण्यादिषु क्वचित्‌ । 
पारक्यबुद्धि कुरुते एवं भूतेषु मत्परः ॥ 
( श्रीमद्भा० ४ । ७। ५३ ) 
इसल्यि भक्त परमात्माका अङ्ग मानकर ही किसी मी 
व्यक्ति या समाजकी सेवा करता है। आजतक विश्वकी जैसी सेवा 
भक्तोने की, वैसी सेवा कोई भी अभक्त सेवक नहीं 
कर सका और नहीं कर सकता | 
भगवद्येम ही विश्वप्रेम है। मानवमात्रका यही तारक 
है, सानवमात्रका यही उद्धारक है । 


——— RMON —— 


महाराष्ट्रसंत रामदास 


अपकारका बदला उपकारसे 


संत रामदास एक बार भिक्षा मागते हुए जा रहे थे । 
एक मकानके सामने जाकर खड़े हुए और “जय जय रघुवीर 


सना हुआ पोता उसने संत रामदासपर दे मारा और झल्लाकर 
कहा ध्यह ले भिक्षा !? संतने सधन्यवाद इस विचित्र भिक्षाको 
स्वीकार किया और उस स्रीको आशीर्वाद देकर अपना रास्ता 
छ्या । इस भिक्षाको लेकर आप सीघे नदीपर 

पहुँचे और उस पोतेको भळीमाति धोकर 


/ 
ff ST 


| श्र 


साफ किया । फिर मठमै आकर सूखने- 
पर उसकी बत्तियाँ बनायी और उन्हें घीर्मे 
भिगोकर भगवान्‌की आरतीम उनका विनियोग 
किया । साथ ही भगवानसे यह प्रार्थना की कि 
“इस बत्तीके प्रकाराके साथ ही यह वस्त्र देनेवाली 
बाईके हृदयका अन्धकार ( अज्ञानान्धकार ) 
भी दूर हो जाय |? फिर क्या था ! सच्चे भक्तकी 
पार्थनाकी उपेक्षा भला भगवान्‌ कब कर 
सकते हैं ! उस ख्रीका हृदय उक्त प्रार्थनाके 
साथ ही एक दिव्य प्रकाशसे आलोकित हो उठा, 
जिसने उसकी समस्त असत्परृत्तियोंकरो सदाके लिये दूर कर 
दिया । उसने अनन्यभावसे संतके पास जाकर कृत अपराधकी 
क्षमायाचना की और वह भगवद्धक्तिकी अधिकारिणी हुई । 
—— eng «० 








समर्थकी” गर्जना की | मकानके अंदर ग्रहस्वामिनी चौका 
लगा रही थी । संत रामदासकी उक्त गर्जना सुनकर वह 
झपटकर बाइर आयी और दाथमेंका चूल्हा लीपनेका मिट्टीमै 


~ 


21५ 


DN 
7 


# मानवता और कीतेन-भक्ति * 

















 सम्ममस्सिि55:5-5..-......... न क 


मानवता और कीत॑न-भक्ति 


( ठेखक--श्रीश्रोनिवासजी अय्यङ्गर ) 


मगवानकी सारी सृष्टिमै मानवस्सृष्टि अद्भुत है । दूसरे 
प्राणियाँकी सारी सृष्टि कर्मोका भोग भोगती है; केवल मानव- 
जाति पुण्यकर्म करके) भगवानका गुणकीर्तन करके जीवनके 
लक्ष्यको प्राप्त कर सकती है | जीवनके लक्ष्यकी ओर बढ़ते 
हुए. अपने जीवनको लोकोपयोगी बनाना ही मानवता हैं । 
उदाहरणार्थ, भगवद्धक्तिकों लीजिये । बहुत लोग भगवानकी 
पूजा करते दै, गुण-कीर्तन करते हँ; पर इसमें मानवताका 
पूरा प्रयोजन सिद्ध नहीँ होता । भगवानका स्वयं भजन करनेके 
साथ-साथ लोगोंको मगवानकी ओर छे जाना चाहिये । 

इस असार संसारे मानव-जीवनको सुख-शान्तिका मार्ग 
दिखळानेके छिये अनेक महापुरुष अवतरित हुए दै । उन्होंने 
सगवदाराधनाके मार्गको प्रशस्त किया है । भगवानकी 
आराधनाका एक सुन्दर मार्ग कीर्तन है । कीर्तनके द्वारा 
अयवत्कृपाकरे पात्र बनकर अनेक महापुरुष जीवन्मुक्त हो गये 
हें । उन मह्ापुरुषौमै दक्षिण भारतके श्रीनम्माळवार; 
श्रीत्यागराजम्थामी और श्रीमुत्तुस्वामी दीक्षित बहुत प्रसिद्ध 
है । इन महापुरुषोंने अपने जीवनको भगवद्धक्तिमे ही 
बिताया । इनके द्वारा क्रमशः तामिळ तेलगु और संस्कृत 
भाषाओ रुचे गये कीर्तनके पदोंका गान करनेसे भगवद्धक्ति 
अवश्य प्राप्त होती है । संक्षेपमें इनके जीवन-चरित्रपर यहाँ 
कुछ प्रकाश डाला जाता है । 


श्रीनस्माळ्वार 


्रीनम्माळवारका जन्म कलियुगके आरम्भमे तिरुक्कुरुकूर- 
मे हुआ था । पैदा होते समय उनकी आँखें बंद थी, वे 
मौन थे । उन्होंने न तो रुदन किया और न माताका 
स्तन-पान किया । इससे उनके माता-पिता दुखी हुए तथा 
भगवानक्के भरोसे उनको वे एक इभलीके पेड़के खोडरमे 
पलनेपर रखकर घर चले आये । ये १६ वर्षतक मौन होकर 
भगवानके ध्यानमै संलग्न रहें । 

उसी समय श्रीमधुरकवि आळवार अनेक तीरथोमें श्रमण 
करते हुए अयोध्यामै उपस्थित हुए । वहाँ रातमें दक्षिण 
दिशामै उनको एक दिव्य तेजोमय ज्योति दीख पडी । वे 
परीक्षा करनेके ल्यि दक्षिण दिगामै चल पडे । रास्तेमै रातको 
बराबर उनको वह ज्योति दिखळायी देती रही | जव वे 


मा० अं० ६३--६४-- 


तिरक्कुरुकूर पहुँचे, तब वह ज्योति अन्तर्धान हो गयी । वे 
उसी इमळीके पेड़के नीचे पहुँचे) जहाँ सोलह वर्षके श्रीनम्माळवार 
ध्यानमग्न पड़े थे । उनके जानेपर नम्माळवारकी आंखें खुर्ली 
और मधुरकवि आळवारने उनको अपना गुरु माना । 

श्रीनम्माळवारने ऋग्‌, यजु साम और अथवेवेदके 
सारको लेकर तमिळमें पद-रचना की । आज भी उनकी पदः 
रचनाको गाकर तमिळदेद-वासी आक्षशान्ति प्राप्त कर 
जीवनको सफल बनाते हैं । 


श्रीत्यागराजखामी 

श्रीत्यागराजखामीका जन्म गत गताब्दीमै तंजौर जिलेके 
तिरुवारूर नामक स्थानमै हुआ था। वे वेदवेदान्तर्मे पारंगत 
थे । ज्ञान, भक्ति और वैराग्यकी साधनासे सम्पन्न थे। 
संगीतकी ओर उनकी स्वाभाविक रुचि थी | उन्होंने प्रसिद्ध 
संगीतज्ञ श्रीवेङ्कटरमण अय्यरसे संगीत-शास्त्रकी शिक्षा प्राप्त की । 

वे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके उपासक थे । काश्चीपुरके 
एक महाभागवतने स्वासीजीको श्रीराम-मन्त्रका उपदेश देकर 
कहा था कि जो इस मन्त्रका ९६ कोटि जप कर लेता है, वदद 
जीवन्मुक्त हो जाता है । उस मन्त्रजापकी साधनासे अड्तीसर्वी 
सालकी उप्रमे ही उनको श्रीरामचन्द्रजीके साक्षात्‌ दर्शन हुए 
थे। उन्होंने भक्तिमावसे श्रीरामचन्द्रजीके पदोकी रचना की 
और उनका गान करने छ । सुनते दै कि नारदजीने स्वयं 
अपनी 'स्वरार्णवम्‌? नामक मंगीतकी पुस्तक प्रदान कर उनको 
भक्तिमय संगीत गान करनेकी प्रेरणा दी थी । 

भ्रीत्यागराजस्वामी सिद्ध पुरुष थे । तिरुपति जाते समय 
एक वार मार्गमे उन्होंने कीर्तनकां गान करके एक मृत पुरुषः 
को जीवित कर दिया था । श्रीस्वामीजी सदा श्रीराम-नामर्मै 
रमण करते थे । तेळगु और संस्कृत भाषामें रचित उनके 
संकीर्तनके पद भक्तिमावसे ओतप्रोत है। तबसे उन पर्दाका 
गान करके कोटि-कोटि नस्नारियोंने शान्ति प्रात की दै 
और भगवद्भक्तिकी घारामै अवगाहन करके परमपदको प्राप्त 
हो चुके दै । 


श्रीमुत्तुखामी दीक्षित 


श्रीमुतुखामी दीक्षित तंजौर जिळेके उसी तियवारूर 





| 





४२८ कै मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका +: 





गाँवमें सन्‌ १७७५ ई० में उत्पन्न हुए थे । थोड़ी ही उम्रमें 
उन्होंने वेद-वेदाज्ञ आदि शास्रोमै प्रवीणता प्रास कर ली । 
वे मगवतीके मक्त थे और वीणा बजाकर उनका स्तुति-गान 
करते थे । उन्होंने पुण्य-तीथोंमे जाकर संस्कृतमै जगन्माताका 
स्तुतिकीर्तन करते हुए पद-रचना की थी । वे निरन्तर 
मगवतीके घ्यानमै रत रहकर उनकी आराधना करते रहते थे। 

श्रीमुत्तस्वामी दीक्षितने अपनी पत्नीके साथ काशी आदि 
तीर्थोका भ्रमण किया । तिरुत्तणि तीर्थमै मयूरवाहन षण्मुख 
स्वामीकातिकेयने उनको दर्शन देकर कृतार्थं किया था | 












मुत्तस्वामी सिद्ध पुरुष थे । सुनते हैं एक बार वे एटटैयपुरमको 
जा रहे थे। बहुत दिनोंसे वर्षा न होनेके कारण रास्तेमे सब क्ष 
सूख गये थे । लोग जलके बिना तड़प रहे थे। श्रीदीक्षितजीने 
सगवतीका ध्यान करके आकाशकी ओर देखकर अमृतवर्षिणी 
रागमै महामायाका पद-गान किया और तुरंत आकाझ 
मेघाच्छन्न हो गया तथा सुन्दर जळतृष्टि हुई । 

सौनाक्षि से झुदं देहि---यह उनका अन्तिम पद्गान 
था, जिसको गाते हुए दीक्षितकी आत्मा ज्योतिरूपसें 
श्रीपरमेश्वरीके पदारविन्दमें लीन हो गयी । 


— rr ose 


बानव-जीवनकी सार्थकता 


( छेखक---श्रीऋषिकेशजी त्रिवेदी ) 


जाय सो सुभटु समर्थे पाइ रन रारि न मंडे । 

जाय सो जती कहाय बिषय बासना न छुँडै ॥ 

जाय अनिकु निनु दान, जाय निर्धन मिनु धर्महि । 

जाय सो पंडित पढ़ि पुरान जो रत न सुकर्महि ॥ 

सुत जाय मातु पितु भक्ति बिनु, तिय सो जाय जेहि पति न हित। 
सन जाय दासुतुरुसी कहै, जो न राम पद नेहु नित ॥ 
( कविता० उत्तर० ११६ ) 

अर्थात्‌ उस समर्थ बीर योद्धाका जीवन व्यर्थ है, जो 
संआमका अवसर पाकर युद्ध नहीं करता । उस संन्यासीका 
जीवन व्यर्थ है, जो संन्यासी कहलाकर वासनाओंको नहीं 
त्यागता । जो घनवान्‌ होकर दान नहीं करता, जो निर्धन 
होकर धर्माचरण नहीं करता--इस प्रकारके निर्धन और घनी 
दोनोंके जीवन व्यर्थ हैं| जो पण्डित पुराण पढ़कर सुकर्ममै रत 
नहीं है, वह भी नष्ट है। जो पुत्र माता“पिताक्री भक्तिसे रहित 
है, वह भी नष्ट है । जिसे पति प्यारा नही, वह स्री भी व्यर्थ 
है । ओर यदि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे नित्य नवीन प्रेम न 
हो तो इस मनुष्यजीवनमें सभी कुछ व्यर्थ है। 

इस मानव-जीवनका परम लाम यही है कि भगवानके 
चरणोंमें प्रीति हो | यदि भगवानके चरणोये प्रीति न हुई 
तो मनुष्यशरीर पाकर कुछ भी लाभ न हुआ । भगवानके 
चरणोंमें प्रेम करनेमे यदि कोई बाधा डाळता हो तो उसे मानव- 
जीवनका परम शत्रु समझना चाहिये; क्योंकि यह मनुष्यः 
शरीर बड़े भाग्यसे प्रास होता है । यदि इस दुर्लभ मनुष्य- 
शरीरको प्राप्तकर भगवानके परम पावन नामे प्रीति 
न की तो तुमने अपनेको धोखा ही दिया | 


खेतमै डाले गये सभी बीज नहीं जमते, एक वाटिकार्मे 


लगाये गये सभी वक्ष पल्लवित और फलित नहीं होते; पुर 


धोखेसे मी एक वार लिया हुआ भगवानका नोम 


व्यर्थ नहीं होता । इसलिये जिसे भगवानका ऐसा बहुमूल्य 
नाम प्यारा न हो, उसे तो करोड़ों शत्रुओके समान जानकर 
छोड़ देना चाहिये; क्योंकि जो मानव-जीवन चौरासी ठ्ठ 
योनियोंके पश्चात्‌ प्राप्त हुआ है, उसे संसारी विषय अपनी 
ओर खींचकर महान्‌ गर्तमें ले जायेगे | भगवानके विरोधी 
चाहे माता-पिता, भाई-मतीजे, स्री-पुरुष, पुत्र, सेवक 
गुरु) कोई भी निकटतम सम्बन्धी क्‍यों न हों; करोड़ों 
शत्रुओंके समान जानकर उन्हें त्याग देना ही उचित है } 
गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है-- 


जक्रे प्रिय न शम-वैदेही । 
तजिए ताहि कोटि वेरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 
तज्यो पिता प्रहराद्‌, विभीष्न बंध, भरत महतारी । 
बहि गुरुतज्यो, कंत ब्रज बनितन्हि, भए सुद मंगछक्कारी | 
नाते नेह राम कें मनियत सुहद सुसेब्य जहाँ झैं ! 
अंजन कहा आलि जहि फूरै, बहुत कहीं कहाँ हो ॥ 
तुरुसी सो सब भाति परम हित्‌ पूज्य प्रान ते प्यारो । 
जासे होय सनेह राम पद, एतो मतो हमारे ॥ 

( विनयपत्रिका १७४ छ) 
जिस समय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सीतासहित वनको 


चलने लगे, उस समय श्रीलक्ष्मणजीको ज्ञात हुआ कि श्री- 


स्चुनाथजी वनको जा रहे हैं । वे दौड़ते हुए आये ओर भगवान: 
के चरणोंमें गिर पड़े | साथमै ले चलनेके लिये बड़ी प्रार्थना 





किक ग्य 








तब वे बड़े प्रसन्न हुए; क्योंकि श्रीसीतारामजीके साथ रहनेका 
बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा था तथा श्रीसीतारामजीका चौदह 
बोका वियोग--जो बड़ी भारी हानि थी--जो जाती रही । 
इसील्यि तो श्रीमरतलाळजी श्रीलखनलालकी प्रशंसा करते 


हुए कहते दै 
जीवन राहु इसन भरः पावा \ 
सब्र तजि राम चरन मन लावा ॥ 
अथवा 


रुळिमन बड़भागी \ 
अनुरागी ॥ 


अहह । चन्य 
राम पदारविंद 
श्रीरामजीके प्रेमके आगे उन्होंने माता-पिता; भाई-भबन, 
कुडुम्व-परिवार--महॉतक कि अपनी प्रिय भाया उर्मिला 
तकको छोड़कर अपने जीवनको सार्थक किया । 
तदनन्तर श्रीलक्ष्मणजी विदा मॉगनेके लिये माता 
सुमित्राके पास गये और माताको राम-वन-गसनकी सारी बात कह 
सुनायी; जिसे सुनकर माताको दुःख तो अपार हुआ; परंतु अपने 
प्रिय पुत्रका कल्याण चाहनेवाळी सच्ची माताने उन्हें रामभक्ति- 
का ही उपदेश दिया । यदि साता मनर यह किंचित्‌ भी विचार 
रखती कि रघुनाथजीकी सेवामे जीवनका परम लान नहीं 
मिलेगा तो वे अपने प्रिय पुत्रका बिछोह न करती और न 
साथ ही जानेको कहती) भले ही लक्ष्मणजी साथमै चले जाते; 
परंतु परम विदुषी एवं भक्त माता यह जानती हे कि 
अयोध्याने रहकर रामके विमुख सुख-ऐश्वर्य मोगनेमे मानवः 
जीवनकी सार्थकता नहीं है | इसलिये उन्होंने प्रसन्न मनसे 
कह दिया-- 


SS) एता जक" 
तह व्लिसु जह्‌ भानु प्रकासू ॥ 
दो. त सय एः जाहाँ \ 
अत्य्‌ तुम्हार काजु कछु नाहं ॥ 
गुर प्लु महु बड ॐ साई \ 
हइ्हिं सकफ शल की नाई ॥ 








+| सानव-जीवनकी सार्थकता # ४२९ 
TT 
की । अन्तम श्रीरामजीने कह्दा--“जाओ, सातासे बिदा राम णान प्रिय जीवन जी . के\ 
पॉगकर शीघ्र वनको चलो |? स्वास्य रहित सखा सब ही के 
- मुदित भए सुनि खुबर बानी। Soe i. | 
अयर ठाभ बड़, गइ बडि हानी॥ भ जि मनि 0 00 
हे ही अस अ जानि संग बन जाह 
श्रीलक्ष्मणजीने जब श्रीरघुनाथजीकी ऐसी वाणी सुनी, लहु तत जग जीवन हर 


( रामचरित० अयोध्या० ) 


यही नहीं, अपनेको भी परम बड़भागिनी समझते हुए 
वे कहने लगीं | 


पुत्ररती जुबती जग सोई \ खुपति भगतु जासु सुत होई ॥ 
नतर्‌ बझ भक्ति बादि बिआनी | राम दिमुख सुत ते हित जानी ॥ 


यदि कोई युवती संसारमै अपनेको पुत्रवती होनेका दावा 
करती है तो ऐसी स्त्री वही हो सकती है, जिसका पुत्र राम- 
भक्त हो । यदि कोई स्री रामके विमुख पुत्रसे अपना हित 
जानती है और उसे पैदा करती है तो ऐसी खीका बाँझ रहना 
ही उचित दै । वह यदि पुत्र पैदा करती है तो वह मानवः 
पुत्र पैदा नहीं करती, वद तो पश्चाओंकी भाँति बिआती है । 
वर्योंकि--- 


तिन्द ते खर, सूकर खान भे, जड़ता बस ते न कहें कळु दै \ 
तुजसी? जेहि राम से नहु नहं, सो सही पसु पूंछ बिन न द्वै ॥ 
जननी कत भार मुई दस मास, भई किन बोझ, गई किन चै \ 
जरि जाउ सो जीवु, जानविनाथ । जिवे जग में तुम्हरे बिनु है ॥ 
( कवितावली ) 


जिस समय बाळक ध्रुवको महारानी सुरुचिने राजा उत्तान 
पादकी गोद बैठे हुए देखा, तब बालकको कठोर वचन कहते 
हुए, राजाकी गोदसे उतार दिया । उस समय बालक ध्रुब 
रोता हुआ अपनी माता सुनीतिके पास आया ओर कहने 
लगा, “माताजी ! क्या पिताजीकी गोदमें मेरे लिये स्थान 
नहीं है १? भक्त धुवकी यह बात सुनकर माता सुनीतिने पुत्रसे 
कहा-- 

इह कहे! सुत \ बेद चहू \ 

श्रोरघुवीर चरन चिंतन तजि नाहिन ठौर कहूँ ॥ 

जाके चरन बिरंति सेइ सिधि पाई संकर हुँ । 

सुक सनकादि मुकुत जिचरत तेठ भजन करत अजहुँ॥ 

जद्यपि परम चपङ श्री संतत, थिर न रहति कतहु । 


Ro 


हरि पद पंकज पाइ अचळ भइ, कस्म बचन मनहू ॥ 








र ही ऱ्ह 
५०० ॐ मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 





करुना सिंधु भगत चिंतामनि, सोभा सेवतहूँ \ 
और सकल सुर असुर ईस सब खाए उरग छहें॥ 
सुरुचि क्यो सोइ सत्य ततत ! अति परुः बचन जज्ज । 
'तुरसिदास' रघुनाथ प्रिनख नहिं मिट जिपति कबहुँ ॥ 
( विनयपत्रिका ८६ ) 
“बेटा | चारों वेदोंने यही कहा है कि श्रीरघुना थजीके चरणो- 
के चिन्तनको छोड़कर और कहीं भी ठौर-ठिकाना नहीं है-- 
जिनके चरणोंका सेवन करके ब्रह्मा और शिवजीने सिद्धि प्रात 
की है, झुकसनकादि जीवन्मुक्त हुए विचर रहे हैं और वे 
अब भी भजन कर रहे हैं। यद्यपि श्रीलक्ष्मीजी बड़ी चञ्चला हैं--- 
कहीं भी स्थिर नहीं रहती, वे भी श्रीहरिके चरणारविन्दको 
पाकर कर्म चचन-मनसे वहीं अचल हो गयी हैं | वे चरण- 
कमल करुणाके समुद्र एवं भक्तके लिये चिन्तामणिरूप हैं। उनकी 
सेबामें ही शोभा है । जितने सब देवता और दैत्यराज है; 
सब-के-सब काम, क्रोध; लोम, मोह, मद, मत्सर--इन छः 
सर्पद्वारा डँसे हुए हैं | पुत्र सुरुचिने जो कुछ कहा है वह कठोर 
कचन होनेपर भी सत्य है | तुलसीदासजी कहते है, श्रीरघुनाथ 
जीके विमुख रहनेसे विपत्तियोंका नाश कभी नहीं होता |? 


इस प्रकार माता सुनीतिने अपने पुत्रको भगवानकी 
सेवाका उपदेश देकर उसका खान संसारमे धुव कर दिया 
और संसारको एक शुभ संदेश दिया कि मानव-जीवनकी 
सार्थकता यदि हो सकती है तो भगवानके चरणोंमें प्रीति 
करनेसे ही हो सकती दै | 


जिस समय श्रीभरतलालजी अपने पिताजीका सोच कर 
रडे थे, उसी समय महर्षि वशिष्ठ बहुत-से ऋधियोंके साथ 
उनके पास आये । उन्हें देखकर भरतलालजी फूट-फूटकर 
रोने लगे । तब महर्षि वशिष्ठजीने भरतजीको समझाया और 
कहा कि “राजा दशरथ सोचनेक्रे योग्य नहीं हैं; क्योंकि. 








= च 
सोचनीय सत्र ही विधि सोई। 
जो न छाडि छर हरि जन होई ॥ 


वही प्राणी सब प्रकारसे शोचनीय है, जो छल-कपट छोड़- 
कर भगवानका भक्त नहीं है । तुम्हारे पिता तो परम भागकत 
थे, उन्होंने तो-- 


जिअत राम विधु बदन निहारा । 
राम बिरह करि मरन संवारा॥ 
भारतके त्रिकाळ्दशी ऋषियों, संतों और 


महात्माओंने मानव-जीवनकी सफलता और सार्थकता केवल 
भगवानके चरणोंमें प्रेम करनेसे ही बतलायी है । प्रभुके नाम; रूप, 
लीला, धाममें प्रीति लगाना ही इस क्षणभछुर जीवनका फल 
है। सीताराम-गुण-ग्राम-पुण्यारण्यमै विहार करनेवाले संत श्री 
तुलसीदासजीने अपने जीवनके समस्त अनुभवको कलि-कुरिल 
जीवोंके निस्तारके लिये इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

भरि भारत भूमि, भलें कुर जम्मु, 

समाजु सरीर भछो लहि को 
करा तजि के परुषा बरा हिस, 


मास्त घाम सदा सहि के॥ 
जो भजे भगवानु सयान सोई, 

'तुरुसीः हठ चातकु ज्यों गहि के । 
नतु और सबै बिष बीज बए, 

हर हाटक कामदुहा नहि को॥ 


( कवितावली) उत्तरकाण्ड ३३ ) 

पवित्र भारत-भूमि, उत्तम कुलमें जन्म, उत्तम सङ्ग 

और उत्तम शरीर प्राप्त करके जो मनुष्य क्रोध और कठोर 

वचनोंको त्यागकर, वर्षा-शीत, बायु-घूपको सहता हुआ चातक- 

की तरह हठपूर्वक सदा-सर्वदा भगवानको भजता दै, वही 

चतुर है । नहीं तो, और सबतो मानो सुवर्णके हलमे कामघेनु- 
को जोतकर केवळ विषका ही बीज बोते हैं! 


- == 
| अवसर बार बार नहि आचे । 
५; चाहे तौ करि लेड भलाई जनम जनम सुख पाये ॥ | 
२ तन-मन-धनमें नहि कछु अपना, छाँडि पलकमे जाबे। ` 
तन छूटे धन कौन कामका किरपन काह कहाचे | 
| सुमिरन भजन करौ साहेबका जातें जिउ सुख पावे। ह/ 
` कहै कबीर पग धरे पंथपर जमके जन न सताचे ॥ 


inns 0 0° 


ऱ्य 





# विश्व तथा भारत किधर १ % 


र 


विश्व तथा भारत किधर ! 


क्या बढ़ रहा है ? 
काम 
क्रोध 
लोभ 
व्यभिचार 
मनकी गुलामी 
६ संग्रहृदृत्ति 
७ कर्त॑व्यश्रष्टता 
८ दुराचार 
९ अधर्म-रुचि 
१० चोरी 
११ डकैती 
१२ ठगी 
१३ विश्वासघात 
१४ धूर्तता 
१५ चोरबाजारी-घूसखोरी 
१६ बेइमानी 
१७ असत्य 
१८ अभिमान 
१९ स्वार्थपरता 
२० निर्दयता . 
२१ दोप्र-दर्शनवृत्ति 
२२ निर्लजता 
२३ द्वेष 
२४ उच्छूङ्कलता 
२५ अप्रवित्रता 
२६ दम्भ 
२७ भय 
२८ चापळूसी 
२९ वाचालता 
३० नास्तिकता 
३१ विलासिता- फैशन 
३२ इन्द्रिय-सेवा 
३३ क्रान्ति 
३४ माता-पिता, गुरुजनकी 
अवज्ञा 
३५ गोवध--प्राणिहिंसा 


INN “% 


0" 
~ 


क्या घट रहा है ? 
१ स्वार्थदीनता 
२ क्षमा 
३ निर्लामता 
४ ब्रह्मचर्य 
५ संयम 
६ अपरिग्रह 
७ कर्तव्यपरायणता 
८ सदाचार 
९ धर्मप्रेम 
१० गुप्तदान-गुप्तसेवा 
११ परदुःख-कातरता 
१२ सेवावृत्ति 
१३ परोपकार-वृत्ति 
१४ सरलता 
१५ संतोष 
१६ ईमानदारी 
१७ सचाई 
१८ विनय-नम्नता 
९ त्याग 
२० दया 
२१ गुण-दर्शनःदृत्ति 
२२ बुरे काममै छज्ञा 
३ प्रेम 
२४ स्वतन्त्रता 
२५ शोच 
२६ सादगी 
२७ निर्भयता 
२८ स्पष्टवादिता 
२९ कथनानुसार आचरण 
३० ईश्वर-विश्वास 
३१ तप 
३२ इन्द्रियदमन 
३३ शान्ति 
३४ गुर्जन-सम्मान पूजन 


३५ अहिंसा 


कया बढ़ रहा है? 

३६ अभक्ष्य-भक्षण 

३७ रोग 

३८ महँगी 

३९ फिजूलखचीं 

४० सफाई 

४१ दलबंदी 

४२ प्रान्तीय-द्वेष 

४३ भाषा-द्वेष 

४४ नोकरी वृत्ति 

४५ कर ( टेक्स ) 

४६ कानून 

४७ यूनियन 

४८ अस्पताल 

४९ विद्यालय 

८० सिनेमा 

५१ बिजली 

५२ मकान 

५३ रेडियो 

५४ तार-टेलीफोन-डाकखाने 

५५ सरकारी अधिकारियोंकी 
भले आदमियोंके साथ सख्ती 

६ पशुता 

५७ दानवता 

८ रणसजा 

५९ सडुक-पुल 

६० शासनशिथिलता 

६१ विज्ञापनप्रियता 

६२ आतङ्क 

६३ आल्स्य-प्रमाद 

६४ आपसी फूट 

६५ स्वामिद्रोह 

६६ अनुशासन-भंगरुचि 

६७ देहात्मवीध 

६८ विष्रमता 

६९ दुःख 

७० विज्ञान 


छ्या घट रहा है ? 

३६ शुद्ध-साक्विक आद्वार 

३७ नीरोगता 

३८ वस्तुओका सस्तापन 

३९ मितव्ययिता 

४० शुद्धि 

४१ देशभक्ति 

४२ राष्ट्रियता 

४३ एक भाप्रा-एकलिपि-प्रियता 
४४ परिश्रमःप्रियता 

४५ बहीखातोंकी सचाई धन 
४६ कानून माननेकी रुचि 
४७ समन्वय 

४८ यथार्थ रोगीसेवा 

४९ सच्ची विद्या 

५० शील 

५१ नेत्रज्योति 

५२ ग्रहसुख 

५३ शास्त्राध्ययन 

५४ आध्यात्मिकता 

५५ अधिकारी-जनताका प्रेम 


५६ मानवता 

५७ देवत्व 

५८ विश्वास 

५९ जातीय पेशेकी वृत्ति 
६० परोपकार 

६१ दीनसेवा 

६२ निश्चिन्तता 
६३ कर्मशीलता 
६४ परस्पर सहयोग 
६५ स्वामिभक्ति 
६६ नियमानुवर्तिता 
६७ विश्वात्मबोध 
६८ समता 


६९ सुख 
७० सान 





| 
| 
1 
| 
| 














ओ मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका 5 











मानवताकी माँग 


(लेखक श्रीसाँवलियाबिहारीलालजी वमा 


संसारकी समभ्यताके उप्राकालमै मन्त्रद्रष्टा ऋ धियोने यह 


शान प्रास किया था कि सत्य और ऋत ही इस सुष्टिके . 


आदि उपादान-कारण हैं | यह पृथ्वी सत्यपर ही खिर है । 
तभीसे सत्याचरणका भाव मानो इस देशके वातावरणमै फैळ 
गया ओर भारतीय संस्कृतिकी आधारशिला सत्य और ऋत 
( आचार ) बन गयी | परिणाम यह हुआ कि 'चरित्रबल' 
ही मानवताकी माँग हो गया और भारतने चरित्रबलको ही 
धर्मकी कसौटी समझा | उस कसौटीपर जो सफल उतरे, 
उन्हें भारत आदर और गौरवकी दृष्टिसे देखता आया, 
भले ही उनकी विचारधारा सर्वमान्य और सर्वप्रिय न हदो । 
प्राचीन भारतके इतिहासके पन्ने हमें धर्मके विषयमै स्वतन्त्र 
विचार रखनेके कारण किसीको पीड़ित अथवा अनाइत होनेका 
उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते। भारत ही एकमात्र देश है, जहाँ 
ईश्वरको न माननेवाले महापुरुष भी चरित्रवछके कारण न केवल 
आदर और मर्यादाके भाजन हो सक्ने वर उन्हे समाजमें 
डश्बतर स्थान मिला और वे विशेषरूपते आहत हुए । ईश्वरके 
अस्तित्वमें विश्वास न रखनेपर भी चरित्रबलके कारण उनकी मान- 
मर्यादामै विरोध उपस्थित न हो सका। भगवान्‌ बुद्धने स्पष्टरूप- 

से ईश्वरकी सत्ता स्वीकार न की और न वेदोंका ही आदर किया; 

किंतु वे अपने युगके सर्वश्रेष्ठ आचारबान्‌ पुरुष थे | जीव- 


_मात्रकै प्रति उनकी समदृष्टि थी | सत्य और अहिंसा उनका 


मूलमन्त्र था । अतएव उनको विशेष प्रतिष्ठा हुई | उनकी 
गणना विष्णुके नवम अवतारके रूपमें की गयी और आज 
मी जनतामे उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है | 


मीमांसादर्शन निरीश्वरवादी कहा जाता है । इसके 
आचार्य जैमिनिका कथन है कि वेद खयं नित्य हैं। आपके 
मताचसार विश्वमै कर्म ही सबसे प्रधान वस्तु है, आप 
ईश्वरको कर्मफछौँका दाता नहीं मानते; तथापि जैमिनिकी ही 
नहीं? किंठु अन्य आचारवान्‌ मीमांसकोंकी भी प्रतिष्ठा और 
मर्यादा बनी रही । 


लङ्काधिपति रावण ऋषि पुलस्त्यका नाती तथा कुबेरका 
माई था? चारों वेदोंका पण्डित होनेके साथ-साथ भगवान्‌ 
शंकरका परम भक्त भी था; किं आचारहीन होनेके कारण 
उसकी गणना राक्षसोमे की गयी । सदाचारके कारण ही 


- हुए अपने जीवनको 


एम्‌०ए, बी०एल०, एमूष्एल८०्सी० ) 


उसके भाई विभीषणको सयादापूर्ण स्थान मिला था | इस 
प्रकार प्राचीन भारतमें मानवताकी माँगका मूलाधार सत्य 
और ऋत था और मनुष्यकी सर्यादा और प्रतिष्ठाका माप- 
दण्ड उसका चरित्रबल ही था | 
मानवताको दूसरी माँग 'सवेजनलुखाय? की भावना 

थी, जो मारतमें आदिकाळसे प्रबळ रही है । भारतीय 
संस्कृतिको इस आधार-डिलारूप भावनापर भारतीय जीवन 
और धर्मका भव्य भवन अडिग और अचल खड़ा हुआ है । 
इन उदार, उदात्त और सर्वोच्च अमिलापराओंके कारण ही 
आर्यसंस्कृतिकी मोलिक महत्ता है । आर्य नर-नारीकी अभि- 
छापा केवळ अपनेको ही नहीं, वरं सम्पूर्ण विश्वको सुखी 
और शान्त बनानेमे पूरी होती थी और प्रत्येक आर्य अपनी 
प्रार्थनामै चाहता था-- 

सर्वे भवन्ठु सुखिनः सबै सन्तु निरासया: । 

सर्वे भद्राणि पर्‍्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ सव सुखी हो, सब नीरोग हाँ, सब लोगोंका 
कल्याण हो, कोई दुःखका भागी न हो । 

इस मानवताका मूलाधार हमें ऋग्वेदके उस मन्त्र 
( मण्डल १, सूक्त ८९, मन्त्र ८) से मिलता है, जहाँ 
ऋषि शान्तिकी प्रार्थना करता है-- 
ॐ अद्‌ कर्णेभिः श्रणयाम देवा भद्रं पउयेमा क्षभिर्यजत्राः | 
स्थिरेर्रस्तुप्ट्वांसस्तनूभिव्धशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो .बृदधश्चवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
सस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधासु ॥ 

ओम्‌ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति; | 

अर्थात्‌ हे देवगण | हमलोग भगवानका भजन करते 
हुए कानोंसे कल्याणमय वचन सुने । नेत्रीते कल्याण ही 
देखेँ । सुदृढ़ अङ्गौते ओर शरीरसे भगवानूकी स्तुति करते 
भगवानूके कार्य अर्थात्‌ लोकहिते 
फैले हुए ध्ुयशवाले इन्द्र हमारे लवि 


करे | समसत विश्वका ज्ञान रखनेवाले पूषा 


हमारे लिये कल्याणका पोषण करें | अरिष्टोंकी मिटानेके 


लिये तार्यं और बुद्धिके सामी बृहस्पति हमारे ल्यि कल्याणक 


विक 


न 





% गवे-अत्याचार मत करो % ५०३ 


आरी 








युष्टि करें । है परमात्मन्‌ ! हमारे विविध तापौकी शान्ति हो । 


अतएव हमें प्राचीन प्रार्थना-मन्त्रौमै केवल आत्मलाभके 
उद्वार ही नहीं? किंतु उनमें समाज एवं विश्वकी मङ्गल: 
ऊामनाके ही अधिकतर भाव मिलेंगे । 

इस 'सर्वजनसुखाय’ की सद्भावना तो चरस सीमाको 
तब पहुँच जाती है, जव ऋषि दघीचिसद्दश महान्‌ तपस्वी 
जनकल्याणके लिये अपने जीवनका विसर्जन सहर्ष कर देता 
द्वे । ऋषिने यह कहकर अपना दारीर जनकल्याणके लिये 
अर्पित कर दिया कि जब एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़नेवाला 
है, तब इसको पालकर क्या करना है । जो मनुष्य इस 
बिनाशी शरीरसे दुखी प्राणियोंपर दया करके मुख्यतः धर्म 
और गौणतः यशका सम्पादन नहीं करता, वह जड-पौधासे 
भी गया-बीता है, बड़े-बड़े महात्माओंने इस अविनाशी 
उर्मकी उपासना की है । इसका स्वरूप, बस) इतना ही है कि 
मनुष्य किसी भी प्राणीके दुःखमै दुःखका अनुभव करे और 
सुखमै सुखका । जगत्‌मै धन, जन) शरीर आदि पदार्थ क्षण- 
मजुर हैं । कितने दुःखकी वात है कि यह मरणधर्मा मनुष्य 
इसके द्वारा दूसरौका उपकार नहीं कर लेता । 


स्वयं मुक्त होकर यदि हम और किसीको मुक्त न कर सके 
दो अपनी मुक्तिकी सार्थकता कहाँ । यदि वस्तुतः एक ही 
आत्मा सत्य है तो क्या यह भी सत्य नहीं कि जबतक अन्यान्य 
जीव पूर्णत्व लाम नहीं कर ळें, तवतक वास्तवे किसी भी 
आत्माको पूर्णत्व लाम नहीं हुआ। भारतकै महापुरुष इसकी 
घोषणा कर गये हैं कि विश्वकल्याण और आत्मकल्याण दोनों 
छुक और अभिन्न हैं । इस प्रकार प्रज्ञावान पूर्णकाम मानवके 
सम्मुख उसकी तपस्या और निठ्ठापर सुग्ध होकर जव 
स्वर्गाधिपतिने वर मॉगनेके लिये कहा? तव महामानव राजा 
रन्तिदेवके मुखसे सहसा निकल पड़ा-- 





न स्वह कामये राज्य न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 

कश्चास्य स्याहुपायोऽन्न येनाऽहंहुःखितात्मनाम्‌ । 

अन्तः प्रविइय भूतानां भवेयं दुःखभाक सदा ॥ 

अर्थात्‌ मुझे राज्यकी कामना नहीं दै; स्वर्ग तथा मोक्षः 
की भी मुझे चाह नहीं दै; में चाहता हूँ दुःखसे संत 
प्राणियोंका दुःखसे छुटकारा । दुखी मानवोंके अन्तःकरणमें 
पेठकर मैं उनके दुःखको भोग दूँ---इसका कौन-सा उपाय दै १ 

इस प्रकार मानव-कल्याणकी कामनाके सामने आये हुए 
ऐश्वर्य तथा मुक्तिको भी ठुकराना आर्य संस्कृतिमे ही सम्मब 
था । यह है इसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता । जबसे भारतने इस 
आदर्शको त्यागा, इसकी अवनति होती गयी । 

आज भारत यद्यपि स्वतन्त्र हो गया है, तथापि एक ओर 
तो बड़े वेगसे सत्य और ऋतसे वह दूर चला जा रदा है और 
दूसरी ओर स्वार्थमावना सर्वोपरि हो रही है। व्यक्तिके खार्थ- 
साधनमें समष्टिका हित बलिदान हो रहा है । यह बड़े ही 
खेदका विषय हैं| अतः स्वार्थ-भावनासे एक-एक भारतीय जितना 
ऊपर उठेगा? उतना दी देशका अभ्युदय होगा और साथ 
ही जीवनकी परिधि विस्तृत होती जायगी । मनुष्यका हृदय 
जितना ही उदार और विशाळ बनता जायया! मानवताकी 
महिमा उसमे उत्तरोत्तर बिखरती जायगी । अतः देशके कर्णे 
धारोंका कर्तव्य है कि पुस्तकों) भाषणों और चलचित्र द्वारा 
और विशेषकर अपने आदर्दा नरित्रोद्वारा देशके बच्चे- 
बच्ने; जो भारतके भावी नागरिक हैं; सत्य और ऋतकी महत्ता 
एवं 'सर्वजनसुखाय'की भावना भरे, जिससे उन्हं व्यक्तिगत 
हितकी समाजके हित एवं देशके हितमें इवो देनेकी प्रेरणा 
खेळे; और तमी भारत अपनी प्राचीन गोरव-गरिसाको प्राप्तः 
कर संसारका पुनः पथ-प्रदर्शक बन सकेगा । आज यही 
मानवताकी माँग है । 


-_*३७8>848927- 


र गर्व-अत्याचार मत करो 


७८ 
धत 
७ वंदा बहुत न फूलिये, खुदा खिवेगा नाहि । श्‌ 
Ee क 3 त अव च ~ ¢ > 
४५ जोर जुलम कीजै नहीं? मिरत लोक क माह्‌ ॥ र 
९४ मिरत ळोक के माहि? तजुरबा तुःत दिखावे । | 
शा जो नर करे गन सोह जगा न ॥ ५ 
दु १ कता “दीन-द्रवेश” भूळ मत गाफिल गंदा। 
> र; 


सिरत लोक के माहि, 


फूलिये बहुत न बंदा ॥ 


न्स 








कै मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


चच 


मानवता-पतन 


घूसखोरी 


न्यायालय तो पुराना अड्डा है घूसखोरीका और पुलिस 
मी परम्परा-पटु$ किंतु स्टेशन, पोस्ट तथा नये-नये खुळनेवाले 
विमाग-उदाहरण देना व्यर्थ है । आपमेंसे कोई नहीं होगा 
जो “कुछ भेंट? देनेको कभी विवश नहीं हुआ हो | 

“आप अभी यहीं--इसी पदपर |? एक ईमानदार 
कर्मपड एवं सच्चे कर्तव्यपरायण अधिकारीसे मैंने पूछा। उनके 
पीछेके बहुत उनके साथी दो-दो पद उन्नत कर चुके थे | 


“मेरी अयोग्यता !” उनकी अयोग्यता यह है कि वे 
फर्जी “कार्रवाई! नहीं कर पाते और “लेते? नहीं तो 
उष्षाधिकारियोको “देकर? संतुष्ट करनेका साधन भी कहाँसे 
आवे । ऐसे वे अकेले नहीं हैं । कई तो ऐसे हमारे परिचितों- 
में हीह। 


“ऊपरकी आमदनी? बड़े गौरवसे पूछी-बतायी जाती है 
आज और यह 'ऊपरकी आमदनी? बढ़ानेका सतत 
प्रयत्त--मानवता कहाँ जाकर रोये ! जो जितना बड़ा, 
उसका पेट भी उतना बड़ा हो गया | 


चोरबाजारी 


सरकारी अधिकारियोंको सत्रसे अधिक काम पड़ता है 
ब्यापारियोंसे । व्यापारी उन्हें (खिलाते? रहते हैं तो उससे 
अधिक अपने “खाने? की व्यवस्था भी रखते ही हैं । पदार्थका 
अमाव आशीर्वाद है उनके लिये | जनताकी पीड़ा उनका 
बरदान है । 

अभाव होगा; माँग बढ़ेगी, मनमाने दाम देकर 
आवश्यकता-पीड़ित लेनेको विवश होगा | लोग भूर्खो लड़पते 
हैं और अन्न गोदामोमे सड़ता है । लोग जाडोमे ठिठ्रते हैं 
और कपड़ेकी गाँठे ऊँचे भावोंकी प्रतीक्षा करती हैं । सभी 


वस्तुओकी ऐसी ही दझा है | - 

अपनी तिजोरी भरे अपना बैंकका. हिसाब बढ़ता रहे-- 
और वह बढ़ता है लोगांके अभाव, लोगोकी कराह) दुखियोकी 
पीड़ासे तो" ` `` "` मानवताकी चर्चा, मरनेके पश्चातकी 


बात) सोचनेका अवकाश नोटोंकी सरसराइरमै अञ्च व्यक्तिके हे. 


पास कहाँ है ! उसकी यह मोह-निद्रा--अपनेको पतनके 
गर्तमे ढकेलकर ही कोई तुष्ट हो तो ? 
मिलावट 

रुपया ! रुपया |! रुपया !!! उन्मत्त हो गया आजका 
मनुष्य और खो बैठा अपनी स्वरूपभूत मानवताको ¦ वह 
नहीं देखता कि रुपया उसे कहाँ ले जा रहा है | उससे 
क्या करा रहा है यह रुपया । घीमें मिलावट, तेलमें मिलावट, 
आटे-चावल-दाल--सबमें मिलावट | जीरेमें घरासके,कालीमिर्चमें 
पपीतेके बीज कहाँतक कोई गिनाबे--चायमें जूते बनानेके 
चमड़ेकी खुरचन? लकड़ीका बुरादा और ओपषधियोंलकर्म 
मिलावट | 

“भाई; टाइफाइडका रोगी है । साबूदाना शुद्ध तो है !? 
किंतु दूकानदारने विवशता प्रकट कर दी । थोक व्यापारी 
ही मिलावट करते हैं, वह क्या कर सकता है ! 


रोगी वेदनासे कराह रहा है--मरणासन्न है | डाक्टर 
चकित हैं कि उनका निदान ठीक, ओप्रधि टीक ग्रहण की 
उन्होंने और रोगीका कष्ट घटता नहीं; किंतु ओषधि हो भी । 
वहाँ तो इन्जेक्शानमें, पाउडरमें--सभीमें मिलावट है। 


न दया, न धर्म--मानवता गयी भाड़में। रह गया 
रुपया---केवछ रुपया और रुपयेक्रा यह मोह मनुष्यको आज 
कहाँ ले जा रहा है ! दु:ख, अशान्ति, रोग, कलद्द---घर- 
घरका यह रोना; किंतु पापका रुपया क्या घरमै सुख 
लानेवाला है ? 

झूठी गवाही 
घर्मः ~ ¢ ~ 

का साक्षी, ईश्वरक्री साक्षी, गीता या कुरानकी 
शपथ- शपथ दिलाना न्यायाल्यका कर्तव्य है सो बह दिलाता 
है; किंतु शपथ -लेनेवाला गवाह--उसने तो मनमै शपथ 
कर ली है कि “कचहरीमें ससे काम नहीं चलता |? 
वकोलीका यह समुदाय- वह यही तो सिखलानेके लिये दै 
कि अहे त्या कहना है | सत्य- विदा हो गया हे आज 
न्यायालयसे और गवाहोंका यह असत्य न्यायालयके निर्णय- 
का दोष मी क्या ? ळेवि £ 

दोप मी क्या १ “करन यह झूठी गवाही--यह पाप मी 
न सोच पाता आजका मानव ! 


TRO ..._ 


| कल्याण ल्ल्सा 


मानवताका पतन 











वूसखोरी, चोरवाजारी, मिलावट झूठी गवली 





पचवता हास 


पशुता 














we >> 


क! 





होते हैं; किंतु आजके मानवकी जीम मानती है 


ओ मानवताका हास # 








मानवताका हास 


मद्यपान 


मद्यपान “शराब शैतानका रक्त है? यह एक पाश्चात्य 
लोकोक्ति है" और यह सर्वथा सत्य है कि शराब पीकर 
मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, वह शैतान बन जाता है। 

बुद्धिको भ्रष्ट करनेवाले पदाथीमि सर्वोपरि है शराब ओर 
आजकी सम्यता--शराबके बिना आज सम्यताका निर्वाह 
ही नहीं होता । 

क्ुबमें शराब) होटलमै शराव) घरमै शराब । पाश्चात्य 
सम्यता जो है कि शराबके बिना कोई साधारण भोजन भी 
सम्पन्न नहीं हो सकता । 


“आपकी दीर्घायुके लिये यह प्याला’ इस प्रकार 
शुभकामना प्रकट करनेके लिये शराब पी जाती है और 
मद्य-निधेधको मूळनीति घोषित करनेवाले महात्मा गांधी 
जिस देशके राष्ट्रपिता--उस देशके राजनयिकोके लिये भी 
यह सुरापान अनिवार्य है- शिष्टाचार माना जाता है यह । 


आज मनुष्य सुरापी हो गया--होता ही जा रहा हि 


अभक्ष्य-भछ्ण 
स्वास्थ्यविदोपज्ञ कहते रहें कि सांसाहारसे अनेक रोग 


गी है १ मांस; 


अंडा, मछली- और जाने क्या-क्या अछम-गछम | 
जिद्ठाकी वसि 

कछुए, मेंढक) घेवि--पता नहीं क्या-क्या उदसमै 
मर लेता है आज मनुष्य । नाक-भौं सिकोइना व्यर्थ 
है । आजके बड़े-बढ़े होट्लोका बावर्चीखाना देखा है 
कभी ? और चर्बी--किंसकी चर्बी उपयोगमें आ रही है, 
इससे कहाँ किसीको मतलब है । 

मानवता-झुद्धाचार शद्ध विचारकों पुकार; किंतु पुकारका 
क्या अर्थ है जब मनुष्यका आहार ही अपवित्र है । रक्त, 


मांस) मन बुद्धका निर्माण वायुसे तो होनेसे रहा । आहारसे 
ही तो उन्हें बनना है और आजका आहार! ' हाथ | 


उच्छिष्ट 


“असभ्य--पिंछड़े हुए लोग हैं वे» जो आजकी प्रगतिशील 


पार्टियोमें योग नहीं दे पाते ।? यह बात आपने भी सुनी 


होगी । आजकी प्रगतिशील पार्टियाँ--आहारकी प्छेटै एकः 
एक और सबके चम्मच एथक-प्रथक । चम्मचसे उठाइये 
और मुखमै डालिये | एक प्ेटमे सबके चम्मच--उच्छिष्ट- 
जूँठा-यही सब तो पिछड़ेपनेकी बातें हैं । 

ज्वस्के रोगीके मस्तकपर सहानुभूतिका हाथ रखते भशर 
लगता होगा कि ज्वर न चढ़ बैठे! रख भी दिया तो साबुन 
हाथ धोना चाहिये; किंतु सबका यह जूँठा' ४57 स मयी 

होटलोम तथा अन्य सार्वजनिक  भोजनस्थानेंमिंसे 
अधिकांश ग्राहककी प्लेटका बचा भोजन उपयोग योग्य 
हो तो राशिमे चला जाता हे । ] 

खास्थ्यक्े नियम) सदाचारके नियम--लेकिन आजको 
प्रगतिशीलता इधर देखने लगे तो प्रगति--मनुष्यकों यह 
तीत्रतम प्रगति पतनकी ओर है, यह दूसरी बात । 

अपवित्र 

आजका सुशिक्षित स्वच्छ तो समझ पाता है, लेकिन 
पवित्र क्या १ पविता अर्थ उसकी समझसे बाहर है । 

अपवित्र स्थानपर) अपवित्र लोगोद्वारा प्रस्तुत अमैद्य-- 
अपवित्र भोजन वह स्वयं अपवित्र दशामै नित्य ही तो करता 
हे । स्वच्छ कमरों) 
करेगा, अपवित्र भोजन करेगा, कुत्तौके साथ बैठकर भोजन 
करेगा--करता ही है। १ 

यह आहार उसके सनकी अपवित्र करता है--ठीक। 
किंतु मनकी पवित्रताकी उसे चिन्ता भी हो । 


Me पट eT 2 


उजला मेजपोश, चमकते काँटे चम्मच 
हाँ बस- वह स्वयं बिना हाथ घोषे, जुता पहिने भोजन. 








Sr 


पडका 


` 


कि 


Re 





५०६ 


४ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक्र परमार्थका + 


मानवताका विकास ओर शक्तियाँ 


(छेखक--प्रो ० श्रीजयनारायणजी मलिक, एम्‌०ए०, डिप्‌० एड्‌, साहित्याचार्य, साहित्यालंकार ) 


मानच सृष्टिका श्यङ्गार है । उसके अन्तर्गत परमात्माकी 
एक दिव्य ज्योति जल रही है, जो उसे निम्नस्तरसे ऊपर 
उठाकर सत्कर्माकी ओर प्रेरित करती है और जीवन- 
याजामै उसका पथ-प्रदर्शन करती है । इसी दिव्य ज्योतिका 
नाम “विवेक? है । जब जीवनकी आँधी उठती है और 
तूफानी हवासे उत्तालतरङ्ग-माला-संकुछ विश्वपयोधि लहराने 
लगता है, तब भवसागरके ज्वारमें एवं धूलि-कर्णोंके वातावरण- 
मै यह प्रकाश क्षीण और मटमैला हो जाता है। मानव- 
जीवनमें यह प्रकाश जितना ही जाज्वल्यमान रहेगा, मानवता 
उतनी ही प्रचुरमात्रामै उसके अन्तर्गत वर्तमान रहेगी | 
जब जीवनके धूलिकर्णोमै यह प्रकाश धूमिल हो जाता है, तब 
सच्चे ऊपर रजका एक आवरण छा जाता है और 
सानवताके ऊपर पद्युताका अधिकार हो जाता है । जब 
मानवताका उदय होता है, तत्र स्वार्थ, भोग-वासना एवं 
अहकारके ऊपर त्याग, कर्तव्य-निष्ठा तथा विवेककी बिजय 
हो जाती है | जब पशुता झाँकने लगती है, तत्र मनुष्य 
कर्तव्य-निष्ठा और ज्ञानको भूलकर इन्द्रियौका दास बन 
जाता है और भोग-वासनाकी ओर पागलकी तरह दौड़ने 
लगता है । पञ्चता मानवताको दुर्बळ एवं मलिन बना देती हि] 


हमारा वैदिक साहित्य बलिदानकी भावनासे ओत-प्रोत 
है । मानबताके अन्तर्गत जो पशुता घुस गयी है, हमें उसका 
बलिदान करना है | बलिदानसे देवता प्रसन्न होते है और 
मनुष्यके अन्तःकरणमे एक आध्यात्मिक शक्ति आती है। 
मनुष्यके अंदर जो छिपा हुआ देवता है, बह पद्युताका वध 
चाहता है और मानवताको ऊपंर उठानेकी चेष्टा करता है। 
ससुप्यके अंदर जो पश्च घुस गया है, वह जीवनका रस 
पीकर देवताके साथ संघर्ष करता है और मनुष्यको नीचे 
घसीटकर पतनके गर्तमे ढकेल देता है | हमें इसी क्लिक 
बलिदान करना दै । 


इमारे कर्म स्वार्थ एवं मोग-वासनासे प्रेरित नहीं होने 
चाहिये; पर-सेवाकी भावना एवं कर्तव्य-निष्ठासे प्रेरित होने 
चाहिये । पशुओंक़ा वध मत करो) क्योंकि उनके शरीर भी 
तो परमात्माके मन्दिर हैं; पर पशताका वध करो, जो 
मानवताकी राजु दै और उसे सदा नीचेकी ओर घसीटती है | 


जब आँधी उठतो दे और चारों ओर रजःकण फेल जाते हैं, 
तब हमारी इष्टि संकुचित हो जाती है और हम दूरकी वस्तुएँ 
नहीं देख सकते | उसी प्रकार जब पशुताकी आँधी मानवता- 
को आक्रान्त कर लेती है और सच्त्पपर रजकी प्रधानता 
हो जाती है, तव हमारी अन्तर्शष्रि मी संकुचित हो जाती हे 
और हमारे अन्तर्गत जो देवता वर्तमान हैं, इम उनके दर्शन 
नहीं कर पाते | 

जीवन चित्‌ और अचित्‌ अथवा चैतन्य और जड पदार्थ 
अथवा शरीर और आत्मा) दोनोंका समन्वय है। आत्मा 
परमात्माका अंश या परमात्माकी रश्मि है । शरीरका निर्माण 
प्रकृतिके अवयवोंसे हुआ है । प्रकृतिमें आठ तत्त्व वर्तमान हैं, 
जिनमें पाँच तो स्थूलतत्त्व हैं, जिनका परीक्षण वैज्ञानिक 
प्रणालीसे सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र ( Microscope ) के द्वारा 


हो सकता है और जिनके परमाणुओंका, विद्युस्कणोंका एवं _... 


क्रिया-शक्तिका अध्ययन हम किसी भी प्रयोगशालामै कर 
सकते हँ । पर प्रकृतिके अन्तर्गत तीन सूक्ष्म तच्च भी वर्तमान 
हैं| पाँच स्थूळ तत्वोंसे हमारा अन्नमयकोश या स्थूल-शरीर 
निर्मित हुआ है और तीन सू्षम-तत्त्वोसे प्राणणयक्रोश, मनो- 
मयकोश, विज्ञानमयकोश, आनन्दमयकोश, सूक्ष्म-शरीर एवं 
कारण-गरीर निर्मित हुए हैं । 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं सनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे सिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
(गीता ७। ४ ) 
भूमि, जळ, अग्नि, बायु और आकाश- थे पाँच स्थूळ 
तत्त्व हैं ओर ये भी उत्तरोत्तर स्थूलसे सूक्ष्म होते गये हैं तथा 
मन) बुद्धि) अहंकार--ये तीन सूक्ष्म-त्व हैं | मृत्युके समय 
आत्मा अपने सूक्ष्म-शरीरके साथ सश थूळ-शरीरका त्याग कर 
देता है और इसी सूक्ष्मडशरीरपर पूर्वजीवनके सारे कर्मोके 
संस्कार अङ्कित रहते हैं | जब हम स्थूळ शरीरसे कोई कर्म 
करते हैं; तब हमारे अन्तःकरणमें एक लहर उत्पन्न होती 
है और हमारे सभी कमोंका प्रतिबिम्ब हमारे सूक्ष्म-शरीरपर 
पड़ता है । यही प्रतिबिम्ब हमारे प्राख्यका निर्माण करता है । 
पूवकर्मीका चित्र जो हमारे वृक्ष्म-ररीस्मे अन्तर्निहित रद्दता 
? उसीसे हमारे संस्कार बनते हैं और पुनर्जन्ममे बद्दी 


२७. 








जु 


~ 


~ 


7 


# मानचताका विकास और शक्तियाँ # 


rr तपपपसपपपपवस्चपपपपपपपपपपप व पपचन्‍क्‍ससततकककतकत्त 


११०७ 








चित्र सूक्ष्म-शरीरको अनुकूल योनि चुननेमे सहायता करते 
; | जब हम निर्लिं्त और अनासक्त होकर केवळ विवेक और 
मरर्दब्यकी प्रेरणासे कोई कर्म करते हैं; तत कर्म करनेपर 
भी हमारे हृदयमें कोई हलचल पैदा नहीं होती ओर 
न अन्तःकरणमे कोई तरङ्ग ही उत्पन्न होती है । ऐसे कर्मो- 
की छाया सूक्ष्म-शरीरपर नहीं पड़ती और न वासनाको भोजन 
ही देती है । प्रत्येक योनिमें सूक्ष्म-शरीर संस्कारके रूपमे अपने 
पूर्वकर्मीका प्रतिविम्ब लिये हमारे साथ रहता है और संस्कार 


AW 


ही बासनाको जन्म देता है । जिसका सारा जीवन पाप एवं 
दुष्कर्मेसि बीतता है; उसकी वासना भी दूषित एवं कलपित 
हो जाती है ओर जिसका जीवन पवित्र तथा सदाचारी रहता 
8, उसकी वासना परिमार्जित रहती दै । वासना ही प्रद्ृत्तिको 
जन्म देती है और मनुष्य अपनी प्रद्धत्ति ( [9९।।n1ti0n ) 
त॒था झचिके अनुसार सारा कार्य करता है । अनेक अन्सोंके 
कार्मीका रस पीकर वासना वळवती हो गयी है और लाख 
चेष्टा करनेपर भी वह नहीं मरती । जब कभी वासना तथा 
विवेकर्म संघर्ष होता है, तत्र वासना-सर्पिणी फुफकार मारने 
लगती है । वासनाके विराट्‌ अन्धकारं विवेकका टिसटिमाता 
हुआ दीपक मानवताका पथःप्रदर्शन करता है । मानवताका 
अर्थ है वासनाके ऊपर विवेककी विजय और पशुताका अर्थ 
हे विवेकके ऊपर वासनाकी बिजय । हम अपने हृदयको 
ठटोछें । यदि हम कर्तव्यकी प्रेरणासे--मानव-समाजके 
अभ्युत्थानके लिये भगवव्कैकर्यकी भावनासे जीवनके सारे कर्म 
करते हैं तो हममे मानवताका समुचित विकास हो रहा है 
पर यदि हमारे कर्म स्वार्थ तथा भोग-वासनासे प्रेरित हैं तो 
ताकी झाँकी हों रही दै । 

यह सारी सृष्टि सत्त्व, रज, तम प्रकृतिके इन तीन 
अवयवोँसे निर्मित है । जब तमकी प्रधानता रहती है, तब 
दानवताका राज्य रहता है । जब रजकी प्रधानता रहते दै, 
तब पशुताकी झाँक्री होती है और जब सच्चकी प्रधानता रहती 
है, तत्र मानवताका आलोक छाया रहता है । रज धूलकणकी 
तरह सानवताके प्रकाशको धूमिळ और मटमैला बना देता 
है, पर तम तो अन्धकारकी तरह मानवताके स्वरूपको सर्वथा 
अन्तर्हित कर देता है । तमके आवरणमै ज्ञान-रङ्मिका पूर्णतया 











5. 


हमारे अन्तःकरणमें पु 








अभाव हो जाता है। मानवता जब भोग-वासनाकी ओर 
झुक जाती है, तब उसका नाम हो जाता है---पछुता?) 








और जब मानवता उलट जाती है? तब उसका नाम ही जार जाती है, तब उसका नाम हो जाता 











है दानवता? । पञ्चता मानवताकी कमजोरी है और दानवता 


_मानवताकी मौत । हमारे अन्तर्गत सदेव देवासुर-संग्राम दो 


रहा है । हमारे अन्तर्गत जो देवता दै, वह हमें ऊपर उठाने- 
की चेष्टा करता है और एक अलौकिक दिव्य रश्मिसे हमें 
ओतप्रोत करना चाहता है । पर हमारे जीवनमै जो दानव 
घुस गया है, वह देवताके साथ संघर्ष करके हमें नीचेकी ओर 
घसीट रहा है । ऐसे समयसे हमें भगवानक़री उस मोहिनी 
मूर्सिकी आवश्यकता है जो दानबोंको मदिरा पिछाकर सुला 
दे और देवताओंको अमृत पिलाकर अमर कर दे। 


तिमिरमयी रजनीमें मानवता पिच्छल पथपर लाठी टेक 
टेककर ऊपर चढ्नेकी चेष्टा कर रही है । दोनों ओर खाइयाँ 


हैं और अन्धकारमे पेर फिसळमेका डर है । ऐसे समयमै 


हमे ज्ञान-रदिमकी आवश्यकता है । हमें महापुरुषोंके पद 
चिह्नोंका अनुसरण करना होगा । मानवता सदैव स्वच्छ और 
पवित्र रहती है । पछुता और दानवता तो केवल वाहरसे 
आये हुए विकार हँ, जो वासनासे प्रेरित और आमन्त्रित 
होकर मानवताके अन्तर्गत घुस गये ४ और उसे दूषित तथा 
कुपित वना रहे हैं । एक अंगरेज दाशनिकने कहां है 


‘jan is whollv good. The evil in 
him is only accidental and can be 


washed off’. 
“जिस प्रकार सोनेके कटोरेमे कीचड़ लग जाय; तो वह 


कीचड़का कटोरा नहीँ कहां जा सकता--कीचड़ तो एक मल 


है, जो धोया जा सकता है, उसी प्रकार यदि मानवताके 


अन्तर्गत कोई बुराई घुस गयी है तो मानवताका बहिष्कार 
नहीं होना चादियेश केवळ बुर [ईको दूर करनेकी चेष्टा 
होनी चाहिये |? 

मानव-मस्तिप्कम अनन्त शक्तियाँ सोयी हुई है । हमै 
इन शाक्तियोको जगाना दै । अभी इन शक्तियोंका एक कण 
भी नहीं जग पाया है, जब कि मनुष्य दूर देशौकी बातें 
सुनता है) दूर देशका दृश्य देखता दै और ग्रह-रोकोमे 
विचरण करनेकी चेष्टा करता है । परमात्मा यदि प्रकाशः 
के पुञ्ज हैं तो जीवात्मा भी प्रकाशका एक कण है । मनुष्य 
अपनेको तुच्छ और असहाय न समझे । कविवर “दिनकर? 
जीके शब्दौमै-- 


तुम एक अनरूफण हौ केवर, 
ळृप्पण्तक जा सकते उइकर 
अम्नरमे आग सूथा सकते \ - 

















न ॐ मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
To === 
RT कती हे प्रदृत्तिको न तो हमें समूल नष्ट करनेकी चेष्टा करनी चाहिये और 


छोटी-सी चिनगारी भी 


जीवात्मा एक आगकी चिनगारीकी तरह है, जो राखके 
अंदर छिपी हुई रहती है और इसील्यि उसका प्रकाश चारों 
ओर फैल नहीं सकता । यदि अविद्याकी राखको दूर कर 
चिनगारीको फूँक फूँककर प्रज्वलित कर दिया जाय तो 
चिनगारीमै भी उतनी ही शक्ति आ जाती है, जितनी आगके 
समूहमें हे । मानवतासे यदि पञ्चता और दानवताको दूर कर 
दिया जाय और उसके अंदरका देवता जागरूक हो जाय 
तो फिर जीवात्मा परमात्माके समीप पहुँच जाता है। भोग- 
वासना मनुष्यको दुर्बल बना देती है और इन्द्रियोपर विजय 
प्राप्त करनेसे मनुष्य बलवान्‌ और तेजस्वी हो जाता है । 
एक बार काळेजकी एक अध्यापिकाने मुझे एक पत्र 
लिखा था और पूछा था कि “इच्छाका दमन क्यों करना 
चाहिये ! इच्छा तो शरीरकी माँग है । शरीरमें जिस वस्तु- 
की आवश्यकता होती है, वैमी ही इच्छा हो जाती है |? ठीक 
है; पर मानव तो स्थूल शरीरमा ही नहीं है, उसमें अन्त- 
रात्मा भी है। मैं यह नहीं कहता कि शरीरकी माँगकी पूर्ति 
मत कीजिये- इन्द्रियौंको भोजन ही मत दीजिये; पर उतनी 
ही मात्रामें दीजिये जिससे कि वह आत्माके अभ्युत्थानमै बाधक 
न हो जाय । शरीरकी माँगक्रे अतिरिक्त आत्माकी पुकार 
भी तो है। हमें याद रखना होगा कि इच्छाक़ी विकराल 
ज्वालामै आत्माकी पुकार दब नहीं जाय--भोतिक सुख 
आध्यात्मिक जीवनको कलङ्कित नहीं कर दे | यदि मानव 
स्थूछ-दारीर मात्र होता तो मौग-लालसाकी पूत्ति ही उसका 
चरम लक्ष्य हो जाती । पर मनुष्य शरीर और आत्मा, दोनोंका 
समन्वय है । न हम शरीरको 
प्रदृत्ति उस जल-धाराके समान है, जो 
नीचेको गिरती है । यदि हम प्रवृत्तिकी धारामै अपने आप- 
को बहते हुए छोड़ दें तो न जाने हम किस रसातलमें पहुँच 
जायें । यदि हम प्रवृत्तिकी धाराको रोकनेकी चेश तो 
वह वैध-मार्ग छोड़कर अवेध-मार्ग ग्रहण करेगी । प्रद्नत्तिका 
इनन असम्भव है । प्रवृत्ति प्रकृतिका सूक्ष्मरूप है और प्रवृत्ति- 
को कुचलनेकी चेष्टा प्रकृतिके साथ एक भीषण संग्राम है । 
मानवताके विकासमै प्रकृतिको प्रतिद्वन्द्वी बनाना तथा प्रकृतिके 
साथ संघर्भ करना अनु चित है; क्योंकि इससे मनुष्य दिशा 
शक्ति क्षीण ही जाती है । प्राकृतिक नियमको मानते हुए पक्षति 
को मित्र वनाकर प्रकृतिके ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिये | 


तीव्र वेगसे ऊपरसे 


भूल सकते न आत्माको । | 


है कि मानव-मस्तिप्कसै सारे ब्रह्माण्डकी सारी 


न प्रइत्तिकी धारामें बहना ही चाहिये | हमें उसे परिमार्डित 
करना होगा | “We cannot annihilate instincts, 
but we should sublimate them. प्रवृत्तिको 
परिमार्जित करनेके लिये अन्तःक्रणको पवित्र करना होगा | 


> ८ आ अ प (५ दे जार्त ह, 
परमात्माके साक्षात्कारसे प्रवृत्ति आप-से-आप निर्मल हो जाती 


है । केवल बाह्य चेष्टाओंसे हृदयकी आसक्ति नहीँ सिटती | 
माघ ! मोहफॉस क्यो टदै । 
बाहिर कोटि उपाय करिय, 
अभ्यंतत ग्रंथि न ळू 


घृत पूरन कराह अंतरगत ससि प्रति्िंब दिखांगे । 
ईधन अनर रुगाय करुण सत, ओटत नास न पावे ॥? 
( विनय-पत्रिका ) 
इन्द्रियोंको भोजन न देनेसे आसक्ति नहीं सिटती । 
आसक्ति तो तब मिटती है, जब परमात्माकी झलक अन्त 
करणमें समा जाती है । 


~ 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥ 


(गीता २। ५९ ) 


परमात्माके साक्षात्कारसे मायाके सारे बन्धन शिथिल हो 
जाते हैं और मानवताका चरम विकास हो जाता है । 


भियते हृदयग्रन्थिरिछच्चन्ते. सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे | 
मानव-मस्तिप्कमें असंख्य शक्तियाँ छिपी हुई हैं । रामा- 
यणमें एक दृष्टान्त आवा है । जब भगवान्‌ राम बाळ-क्रीड़ा 
कर रहे थे, उस समय काकधुशुण्डिके मनमै एक संदेह 
उसन्न हुआ । उसने सोचा कि यह बालक भगवानका अब- 
तार केसे हो सकता है £ इतनेमे ही भगवान्‌ रामने मुँह 
खोला और काकमुझुण्डि मुँहके अंदर चले गये । वहाँ जाकर 
उन्होंने देखा कि वहाँ तो सूर्य हैं, चन्द्रमा हे और सारा 
स्वज्रह्माण्ड ही वहाँ वर्तमान है । यह कथा संकेत कर रही 
शक्तियाँ अन्त 
निहित हैं | मानवताके पूर्ण बिकासके लिये इन शक्तियोंका सर 
योग आवश्यक है । प्राचीन कालमें योगःशा्रने मस्तिष्की 
शक्तियोंकी जमाकर तथा तन्त्र-शासत्रने कुण्डलिनी-शक्तिक 
दर मानवताको अमरत्व प्रदान करनेकी चेष्टा की थी । 
आजके युगमै भी विज्ञान इन शक्तियोंको जगानेका प्रयास कर 


“| 


सभ 


rs 





पि < 


* मानवताका विकास और शक्तियाँ ३ 





TT 


रहा है । आजका मानव विज्ञानके द्वारा प्रकृतिके रहस्यौका 
उद्घाटन कर रहा है और प्रकृतिके अन्तरालमे जो विराट 
एवं विकराल शक्तियाँ छिपी हुई हैं उनके ऊपर विजय 
प्रात करने तथा उन्हें गुलाम बनाकर उनसे काय लेनेका 
प्रयत्न कर रहा है । पाश्चात्य संसारने बाह्य प्रकृतिपर विजय प्राप्त 
करनेमे कुछ अंशतक सफलता तो प्रात कर ली है । पर अन्त;- 
प्रकृतिपर विजेय प्राप्त नहीं कर सकनेके कारण उनके जीवनमै 
एक बिराट हाहाकार है, उत्कट भोंगलिप्सा हे तथा 
संयमका सर्वथा अभाव है । बाह्य प्रकृति अपनी दानवी शक्ति- 
को छेकर गुळामकी तरह उनके सारे कार्य करनेको प्रस्तुत है, 
पर उन्होने अपनी अन्तःप्रकृतिपर--अपने-आपपर विजय 
ग्राप्त करनेकी चेष्टा नहीं की । मीनाने तथा वैज्ञानिक यन्त्रौने 
सुख एवं विळासिताके सारे साधन उपस्थित कर दिये, पर प्रकृतिका 
बिजेता मनुष्य अपनी इन्द्रियोंका गुलाम बना रहा । उसके 
हुदयमे संकुचित स्वार्थ तथा भोग-वासनाका ताण्डव-दत्य 
होता रहा । मस्तिष्क बहुत ऊपर उठ गया, पर आध्यात्मिकता 
नीचे गिर गयी। छोगोंने सोचा था कि वैज्ञानिक आविप्कारों- 


` मे सानव-जीवन सुखी और सम्पन्न होगा; पर आज इन 


शक्तियोंसे शक्तिशाली बनकर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको हड़पना 
चाहता है । सर्वत्र अशान्ति और युद्धका वातावरण वना हूं # 
है । जिन्होंने सह-अस्तित्व एवं पञ्चशीलका पाठ नहीं पढ़ा दै? 
जिन्होंने अपनी अन्तःप्रकृतिपर विजय प्रात नहीं की है 
उनके हाथोमै वैज्ञानिक आविष्कारोंको सौंपना बहुत खतर- 
नाक है । मानवताको पूर्ण विकसित करनेके लिये वाह्य 
प्रकृति तथा अन्तःप्रकृति दोनोपर विजय प्रात करना आवश्यक 
है । प्रकृतिके अन्तरालमै जो एक विराट दानवी शक्ति बची 
हुई दै, उसपर एक रहस्यका आवरण पड़ा इनी है । विज्ञान 
इस आवरणको हटा देता है और इस दानवी शक्तिको हमारे 
हाथोसे सौंप देता है । अव यदि हम आत्मविजयी हुए तो 
मानन-कल्याणके लिये इस शक्तिका सदुपयोग कर सकते हैं 
और इस भूतलको ही स्वर्ग बना दे सकते हैं; पर यदि हम 
अपने स्वार्थके ल्यि इस दानवी शक्तिका प्रयोग करें तो नर 
मंहारके अतिरिक्त इसका कोई दूसरा परिणाम नहीँ होगा 
और यह भूतल ही नरक बन जायगा | संयमके अभावमे वरदान 
भी अभिशाप बदल जा सकता है । पाश्चाच्य संसारने विज्ञान 
के द्वारा इस दानवी शक्तिका पता तो लगाया) पर इसका 
सदुपयोग करना हमें नहीं सिखाया । भारतीय संस्कृति सदैव 
माननताके पूर्ण विकासकी चेष्टा करती रही है । हमारे उपः 
निषद्‌ हमें बतळाते हैं-- 








५2 अन 


पप्प्प्प्प्प्प्प्प्म्म्म्म्म्म्म्म्क्क्क््क्स््क्स्््््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्््स्स्््््््््् 


५०९, 





~ 


असतो सा सद्मय, तमसो सा ज्योतिगैसय, रूत्योमों- 

स्तं रामय । 

हमारी संस्कृति हमें असतूसे सतूकी ओर, अन्वकारसे 
प्रकाशकी ओर और मृत्युसे अमरत्वकी ओर जानेका संकेत 
करती है । शारीरिक; मानसिक तथा नैतिक- तीनौं विकास 
आवश्यक हैं | स्वस्थ, नीरोग शरीरके द्वारा हम मृत्युसे अमरत्व- 
की ओर जायें, ज्ञान और विद्याके बळसे हम मस्तिष्ककी 
शक्तियांको जगाकर अन्धकारसे प्रकाराकी ओर जायें तथा 
संयम और ब्रह्मचर्यके द्वारा अपनी अन्तःप्रकृतिपर विजय 
प्राप्त करके हम असतूसे सत्‌की ओर जागे । पूर्ण मानवताके 
लिये शरीरका, मस्तिष्कका तथा चरित्रका समुचित विकास 
होना आवश्यक है । इनमेसे एककी भी कमी रहनेसे मानवता 
अधूरी रह जायगी । हमें सम्पूर्ण झक्तियोको वटोरकर 
मानव-जीवनको सुखी और मङ्गलमय बनाना हे । अमी इम 
आपसमे लड़झगड़कर अपनी शक्तियांको छिन्न-भिन्न कर 
डालते हैं । एक राष्ट्र भोग-लिप्सा तथा स्वार्थके उन्मादमै 
दुसरे राष्ट्रको हडपना चाहता हूँ और इस प्रकार दोनोंकी 
सम्मिलित शक्तियाँ एक दूसरेसे टकराकर नष्ट हो जाती ® 
वैज्ञानिक करामातका प्रयोग मानवताके अभ्युत्थानके लिये 
नहीं, पर नर-संहारके लिये हो रहा है । आज जनता गरीबी, 
बीमारी तथा मूर्खताका शिकार बनी हुई हे; पर इनकी ओर 
कौन देखे । भोजन और वस्त्रके बिना जनता रो रही है, 
इनके आँसू कौन पोळे । मानवता स्त और व्यथित है) 
इनकी व्यथा और वेदनाको कौन दूर करे । कवि गला फाड 
कर चिल्ला रहा दै 
में. नहीं यहाँ संदेश स्वर्गको छाया, 

में भूतकों ही स्व बनाने आया ॥ 

पर कविकी बात कौन सुनता है । एक व्यक्ति यदि भूल 
करता है तो वही दुःख पाता है; पर यदि राष्ट्रके कर्णधार 
भूल करते हैं तो सारा राष्ट्र ही डूब जाता है। हमे उचित है 
कि सारी वैज्ञानिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियोको 
बढोरकर मानवताको निम्नस्तरसे उच्चस्तरपर ले आयें । हमे 
अपने सुख-भोगका पूरा अधिकार है; पर साथ ही हमारा 
सुख-भोग दूसरोंके सुख-भोगमें बाधक न हो जाय; दम 
अपनी भोग-वासनाके उन्मादमे दूसरोंका अनिष्ट न कर बैठ । 
इमे स्मरण रखना चाहिये कि “कामिनी? और “काञ्चन' 
की उल्झनोंमे हम वेधमार्ग छोड़कर अवैधमार्ग नहीं ग्रहण 
करें | समाजके लिये यह आवश्यक है 





५१० 





# मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


पमम्स्स्य्स्य्य्य्यस्स्स्स्स्स््ि_""िल्टिडिििजिज्ज्जिजजिजिजिजिजिजिसल “#“###$*$*|$$$$$$#$#$#$आ$आ$आ$आ$आछआ 


२७ 
स्व 
सल 


अवन्तु सुखिनः सब सन्तु . निरासयाः । 
सद्गाणि पञ्यन्लु मा कर्चिदुःखभारभवेत्‌ ॥ 

क शक्तिको महत्ता दूसरोंकी रक्षामे है, न कि दूसरोंको पीड़ा 
हुँचानेमे । मानव-जीवनकी सार्थकता त्याग और सेवाकी 
मावनामें है। हमें वीर बनना है, कायर नहीं । कर्तव्यकी पुकार- 
पर अपने जीवनको भी बलिदान कर देना चाहिये । 


Ri 


एक कथा आती है, एक पिताके तीन पुत्र थे। एक बार 
पिताने तीनों पुत्रोंको बुलाकर एक-एक सौ रुपये दिये । बड़े 
पुने सोचा कि प्ये रुपये तो अब मेरे हैं, इन्हें में चाहे जिस 
तरह व्यय करूँ ।? और उन्होंने राग-रंगमें वे रुपये खर्च कर 
डाले । दूसरे पुत्रने सोचा कि “यदि ये रुपये में खर्च कर दूँ 
तो पिताजी जिस दिन हिसाव माँगेंगे, उस दिन में क्या हिसाब 
दूँगा |? अतः उन्होंने वे रुपये संदूकमें बंद कर दिये । तीसरे 
पुचने सोचा कि “यदि पिताजीको ये रुपये संदूकमे रखना 
अभीष्ट होता तो रुपये हमें क्‍यों देते ।? और उन्होंने उन 
रुपयोँको कारबार तथा व्यापारमें लगाया तथा एक सौका एक 
हजार बनाया । इसी प्रकार संसारमै तीन तरहके व्यक्ति हैं । 
जब हम संसारमै प्रवेश करते दे, तब परमात्मा हमें मस्तिप्कके 
रूपमे एक अमूल्य सम्पत्ति दे देते हैं। संसारमै अधिकांश 
व्यक्ति तो बड़े पुत्रकी तरह इस अमूल्य सम्पत्तिको राग-रंगमे, 
ईष्या-हेप्रमे; भोग-वासनाके उन्मादमें तथा पारस्परिक संघर्पमे 
नष्ट-भ्र्ट कर देते हैं । कुछ व्यक्ति इस अमूल्य सम्पत्तिसे न 
तो संसारका कल्याण करते हैं न संसारका अनि; पर 

द्वितीय पुचकी तरह इसका कोई उपयोग ही नहीं करते । 

पदास कबीर जतनसे ओढी, 
ज्यों की त्या रख दीन्ही चद्रिया। 
संसारम कुछ ही महा पुरुष ऐसे हैं, जो मस्तिप्ककी शक्तियोँ- 
को जगाकर उनका सदुपयोग करते हैं और मानवताके 
कल्याण तथा सेवामै अपने आपको सौंप देते हैं । 

'मानवताके पूर्ण विकासके लिये भगवान विश्वास रखना 
_ अत्यन्त आवश्यक है। यदि हम बिश्वास कर्‌ छे कि अन्तर्यामी 
भगवान, सर्वत्र है तो ऐसा कोई भी खल नहीं मिलेगा, 
जहाँ हम छिपकर कोई पाप कर सकें | अन्तर्यामी भगवान्‌ 
तो हमारे अन्तःकरणमें भी बर्तमान हैं, अत; हमें अपने अन्तः- 
करणको स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिये, गन्दा और कलुपित 
नहीं । जीवात्मा पस्मात्माका अंश है और यह परमात्माका 
अंद प्रत्येक नर नारीके- प्रत्येक प्राणीके शरीरमे वर्तमान है। 
अतः प्रत्येक नरुनारीका--प्रत्येक प्राणीका शरीर परमात्मात्र 


निव 


मन्दिर हुआ । अतः प्राणिमात्रकी सेवा परमात्माका कैँकर्य है; 
और किसीके साथ ईप्या-द्वे् रखना, किसीका अनिष्ट सोचना 
परमात्माको अवहेलना है । संसारके जितने प्राणी हैं, सभी 
परमात्माके साकार रूप हैं । सबमें परमात्माकी झलक देखना 
और सबके साथ स्नेह तथा सहानुभूति रखना हमारा कर्तव्य है | 

हमें परमात्माके चरणोंपर अपने आपको समित 
कर देना चाहिये । हमें समझना चाहिये कि 
हमारा जीवन 'भगवत्केंकर्य? के लिये है, न कि भोग- 
वासनाकी पर्तिके लिये । आत्मसमर्पणके बाद अपने शरीर 
और मनपर हमारा अधिकार नहीं रह जाता, भगवानका 
अधिकार हो जाता है । फिर यदि हम अपने शरीर और 
मनको भगवानसे छीनकर ढुप्कर्मामै लगायें तो हम आत्मा- 
पहारी समझे जायँगे । 


आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनमू । 

(जो काम भगवानको रुचे, उसे करनेका संकल्प और 
भगवानूकी इच्छाके विरुद्ध कर्माका सर्वथा त्याग हमारा 
कर्तव्य है)? प्रपन्नो और मक्तोंका सम्पूर्ण जीवन ही भगवल्कैंकर्य 
है । यदि हम भगवत्केकयंकी भावनासे जीवनके सारे कर्माको 7 
करें और फिर यह सोचें कि इन सारे कमोंको तो पुनः 
भगवान्‌हीको समर्पित कर देना है तो हमसे दुष्कर्म 
नहीं हो सकेगा ओर सारे कर्म करते हुए भी हमारा 
आप-से-आप अनासक्त और निर्लिप्त हो जायगा । 

मानवताके विकासके लिये हमें समय, शक्ति तथा द्रज्यका 
सदुपयोग करना आवश्यक है । समयका एक क्षण भी, 
शक्तिका एक कण भी तथा द्रव्यका एक अणु भी व्यर्थ 
नहीं जाना चाहिये । जो अपने समय, शक्ति तथा द्रव्यका 
दुरुपयोग करते हैँ, वे न तो अपना उत्थान कर सकते हैं 
न समाजका । एक विदेशी दार्दीनिकने कहा है 


ल= 


कभी 
द्व्द्य 


Time, energy and money shouid 10६ 
be wasted, They can be utilized oaly 
for the uplift of man.’ 

गप्प तथा वाद-विवादोंमे, विलासितामै एवं पारस्परिक 
भरमि हमारा बहुतसा समय व्यर्थ चला जाता है और 
निरथक तथा अनुचित कार्यो शक्ति मी बहत क्षीण हो 
जाती है । हमें तामसी तथा शरीरको हानि पहुँचानेवाछे पदार्थ 
तथा मादक द्रव्योंका सर्वथा बहिष्कार कर देना चाहिये । 
मानवताके विकासके लिये आहार, आचरण तथा अन्तः- 
करणको शुद्धि आवश्यक है । 


५ 
| 
2. ig ` 
५ 
| 
| 
प्र 
1 
0) 2 
॥ | 
हा 


६४९०: :. 


जा है कि उसकी शिक्षा पूर्ण 


२ मानवताकी पूर्णता ३९ 





५११ 


च्च्च्््श््च्श्यल्््श््श्््ज्् कत 


~ 











मानवताकी पूर्णता 


( ढेखक--डा० सूर्जदेवजी शर्मा सादित्याळंकार, सिद्धान्ववाचस्पति, एस्‌०ए०, एल०टी०) डी०लिट० ) 


अपने घर्मशास्रॉमे विद्याविहीन मनुष्यको पशुकी संज्ञा दी 
गयी है । वास्तवर्म जो मनुष्य शिक्षित नही, उसको पशु-सहदा 
ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है । शिक्लामै ह 
मानवताकी पूर्णता है, नहीं तो 'विद्याविद्दीनः पशु: तो हे 
ही । आजतक शिक्षाके भिन्न-भिन्न उद्देश्य और भिन्न-भिन्न 
झादश शिक्षा-शार्त्रियोंने बताये है। मानवका सर्वाङ्गीण विकास- 
शारीरिक) मानसिक) बौद्धिक, आत्मिक, सामाजिक विकास 
ही हमारी शिक्षाका ध्येय होना न्याहिये-एऐसा अनेक विद्वान्‌ 
मानते हैं; फिर क्या आर्थिक विकास एवं धनोपार्जन शिक्षाके 
उद्देश्ये नहीं आते ! यदि नहीं) तो “अर्थकरी च बिद्या? 
क्यों कहा जाता है १ क्या विद्वान्‌ सदा भूखों मरनेके लिये ही 
बना है १ सरस्वतीका उपासक क्या लक्ष्मीसे सदा बञ्चित रहे ! 
यदि ऐसा हो तो वेदोंमे “खास पतयो स्थीणास्‌' ( हम 
सम्पत्तिके स्वामी बनें )--ऐसा क्यों कहा गया है ! वास्तवमै 
बात ऐसी नहीं है । हमारी शिक्षा हमें सब प्रकारसे समृद्ध 
बनाये ( जिसमें आर्थिक समृद्धता भी सम्मिलित है), हम 
तब प्रकारसे सुखी रहें--कैवछ सुखी और समृद्ध ही नहीं रहें; 
अपितु अपनी शिक्षाके द्वारा तेजस्वी, वर्चस्वी, पराक्रमशील; 
धीरः बीर, गम्भीर भी बनें; सच्चे मानव बनें । इस ग्रकारकी 
इमारी शिक्षा होनी चाहिये । यही हमारी शिक्षाका वैदिक 
आदर है । यही मानवताकी पूर्णता है । इस सुन्दर आदर्शको 
एक मन्त्रम कितने सुन्दर ढंगसे कहा गवा है, सुनिये 


ई सह नाववछु । सह नो थुनकु। सह बीर्य करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्ठु । मा चिद्िपावदै । 
( खेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 
पूर्ण विकास करमेके लिये यह आवश्यक 
हो । उस शिक्षाके “पञ्चाङ्ग? का 
निर्देश इस मन्त्रम संक्षेपर्म किया गया है । प्राचीन वैदिक 
परुम्परामै यह मन्त्र गुरु तथा शिष्य दोनों मिलकर पाठ 
प्रारम्भ करनेसे पूर्व तथा अन्तमै प्रतिदिन उच्चारण किया करते 
धे, जिससे मानवताको पूर्ण करनेवाली शिक्षाका उद्देश्य हर 
समय उनके सम्मुख रहता था । इस मन्त्रम शिक्षाके पाँच 
उद्देश्य बतलाये गये है । हमारी शिक्षा कैसी हो, इसका 
विधान इस मन्त्रसै किया गया है? जिससे हस पूर्ण मानव बन 
सर्के और पशुतासे ऊपर उठ सके । 


अर्थात्‌ मानवका 


(१) सह नाववतु--अर्थात्‌ हम दोनों एक दूसरेकी रक्षा 
करनेमे समर्थ हो; मिलकर परस्पर रक्षा करें-अपने राष्ट्रकी 
रक्षा करें, धर्मकी रक्षा करें, जातिकी और भाषाकी रक्षा करें) 
अपनी संस्कृतिकी रक्षा करें) किसी झत्रुसे पराजित न हों । 
पराजयकी भावना ( 0९415६ 11611101109 ) हमारे 
अंदर कमी न रहे । यह तभी सम्भव है) जब हम साथ-साथ 
रहकर रक्षा-कार्य ( ९९०९ ) करें, परस्पर सहयोग करें 
“पञ्चगीछ' के सर्वोत्तम सिद्धान्त 'सह-अस्तित्व” का ध्यान स्स) 
“्संगच्छथ्वम्‌ संवदध्वम्‌ सं वो मर्नांसि जानताम्‌? अर्थात्‌ 
साथ-साथ चलें, साथ-साथ बोलें तथा हमारे सनोभाव समान 
हाँ । इसीलिये कहा गया है. Unity is strength” 
( संवे शक्तिः ) । हमारी शिक्षा हमें ऐक्वसज्जमे बाँधनेवाछी हो, 

( २) सह नौ सुनक्तु--दम सब मिळकर संसारके 
ऐड्वर्यका भोग करें । हमारी शिक्षा ऐली हो) जो भूखा रहने- 
के लिये हमे विवश न करे अर्थात्‌ हमारी शिक्षा “अर्थकरी? 
होनी चाहिये । उससे हमे धन ( सात्त्विक धन ) तथा 


ce ~. 


ऐड्वर्यकी प्राप्ति होनी चाहिये। जो शिक्षा देशमै बेकारी बढ़ाती 


है ( जैसा कि आधुनिक श्ञक्चा-प्रणाली करती है), जी शिक्षा 
मानवको आजीविका-अजनका साधन समुपस्थित नहीं 


करती, वह मानवको पूर्ण नहीं बना सकती । बह व्यर्थ और 
निक्रम्मी है । अतः हमारी शिक्षा घन-साधन सम्पन्नताकी 
शक्ति होनी चाहियें। ताकि घेदके शब्दोमि हम देन त्यक्तेन 
सुझीधाए का आदर्श अपने सम्मुख रख सके । 

( ३ ) सह वीर्यं करवावहे--इम साथ-साथ मिल- 
क्र पराक्रम कर | साहस एख वीरताके कार्य) महान राष्ट्रिय 
कार्य करमेमे हमारी शिक्षा हमें समर्थ बनाये । यदि हमारी 
शिक्षा हमे सुस्त) आलसी; निकम्मा एवं कायर बनाती है तो वह 
शिक्षा किसी कामकी नहीं । जो शिक्षा मानसिक तथा 
बौद्धिक विकासके साथ हमारे हृदय साहसिक कार्य करनेकी 


के [a ०५ fr 
प्रेरणा ओर स्फूति उत्पन्न नहा कर सकती; वहू व्यर्थ तिशी 
राष्ट्रको उससे क्या लाभ ! 

(७) देजस्िनावतीतमस्पु- दमा अध्ययन) 


हमारा ज्ञान) हमारी विद्या? हमारी शिक्षा हमें तेजस्वी) वर्चस्वी 
एवं यशस्वी बनानेवाली हो । हम संसारमे कभी किसीके 
दास, दीन) हीन) पराधीन न हों । इममे आत्म-अभिमान और 











€ °> 
५१२ % मानव वही जो सार्थं तज होता पथिक परमार्थका * 





| 
1 
| 








स्वराष्ट्रका अभिमान हो । देश-विदेशमे सर्वत्र हमारा सम्मान 
हो, हमारे राष्ट्रका सम्मान हो, हमें अन्ताराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त 
हो । अपने तेजसे, बुद्धि वैचित्रयते नवीन खोजौं और 
आविष्कारोसे हम संसारको जगसगा दें, जगतको चमत्कृत 
कर दें, विद्वका वैभव बढ़ा दें । भगवान्‌ मनुके शब्दोंमे हम 
संसारके गुरु बन सकें 

पुतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 

( मनुस्मृति २ । २० ) 

जब ऐसी शिक्षा प्राप्त होगी, तभी हम मानवताका 
कल्याण कर सकेंगे । 

( ५ ) मा विद्विषावहै--हम परस्पर द्वेष न करे; 


कभी परस्पर लड़ें नहीं, किंतु वेदके शब्दोमे “मित्रस्य चक्षुषा 
समीक्षामहे?--मित्रकी दृष्टिसे सम्पूर्ण विश्वको देखें मानब 
तो मानव; पशु, पक्षियों और कौट-पतंगोंको मी हम अपना मित्र 
और सहयोगी ही समझें | “अहिंसा परमो धर्मः? का यही 
गूढ़ तत्त्व है, जिससे समय-समयपर भगवान्‌ बुद्ध, भगवान्‌ 
महावीर, सम्राट अशोक, महाप्रभु चेतन्य) ऋषि दयानन्द, 
योगी अरविन्द आदि महापुरुषोंको प्रेरणा प्राप्त होती रही है । 
यही विशवशान्तिरूपी भवनकी दृढ़ आधारशिला है । 
इस प्रकार शिक्षाकी यह “पञ्चाङ्गी योजना? ही मानव- 
को पूर्ण बिकासकी ओर अग्रसर करनेमे समर्थ होगी । इसीसे 
इवशान्ति सम्भव हो सकेगी | ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है । 
तथास्तु । 


थणण"पैन्न्-०--- 


मानव ओर मानवता 


( रचयिता-पं० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी “मित्र” शास्र ) 


(१) 
मनुसे पवित्र यह मानवीय सृष्टि हुई, 
सबसे विलक्षण इसीमे भरा ज्ञान है। 

शक्ति है इसीमें कृत्याकृत्यके विवेचनकी, 
सत्यासत्य वस्ठुकी इसीको पहचान है॥ 

युक्ति है इसीमें भुक्तिमुक्ति साधनाकी “मित्र? 
संचित इसीमें रहा सदा स्वाभिमान है। 

यद्यपि भरे है गुण इसमें अनेकों किंतु; 
“मानवता? गेय गुण उनमें प्रधान है॥ 


(२) 


सत्तवता समेत यह गुण जिसमें है भरा; 

उसको न जगमै कहीं भी रोकटोक है। 
व्यापता विषाद है न उसके हियेमे कमी, 

रहता सदैव वह विदवमे विशोक है॥ 
संखति समस्त मान देती उसको है “मित्र? 

संतत सुलभ उसे हर एक लोक है। 
«मानवता? हीन होके मानव कहाता जो कि, 

वह तो हगॉमें धूर्त धूळ रहा झोक है॥ 


(२) 

“मानवता? ही से मिला ध्रुवको परमपद; 
पाया प्रहलादने प्रसाद प्रभु-प्यारका । 

दानवेन्द्र बलिको सुलभ हुआ ऐसा फल) 
द्वारपाल हरिको बनाया निज द्वारका ॥ 

हो गये विपत्ति पारावार पार पाण्डुपुत्र; 
भीष्मको न दुःख व्यापा विशिख प्रहारका । 

रावव सभामें मान मिला त्यो विभीषणको, 
ऊँचा बना जीवन 


(४) 

“मानवता? एक है कलित कमलाकी कला, 
सम्पदा समस्त अन्य जिसके अधीन है। 

इसके सहित एक दीन भी है महाधनी, 
इससे रहित महाधनी 
इसका सुसेवी अकुलीन है कुलीन 


समीरण-कुमारका ॥ 


धनहीन है॥ 
“मित्र? 

इसका कुसेवी तो कुलीन अकुलीन है। 
जिसके सेव उर अन्तर बसी है यह, 
उसका कलेवर निरन्तर नवीन है॥ 





हि 


हर 


्रद्यपि नहीं हे 


क सानव और मानवता # 








के || Eg सम्पदा 


सदन बीच, 
तनमे न संचित विशेष बाहुबल है। 

भोजन निशा एक बार मिलता दै सदा) 
बासर बुमुक्षित बिता रहदा विकल है ॥ 

भूषण वसन हीन दीन दामे हे पड़ा, 
नैन चित्त चिन्तित न पाता एक पल है| 

प्रानन तयाऽपि मरा 'मानवतासे दै जो किं 


जगम उसीका "मित्रः जीवन सफल है॥ 


(६) 


(मानवता? भरे हुए मानवके आगे आके 


पुंजित प्रचुर पाप राशि फूँक जाती दै। 
चढता अराति यदि उसके हनन हतु, 

गति उसकी भी मन्द होके सक जाती है ॥ 
रेली दस्यु दुशेंकी दृ्गोसे अवलोक उसे; 

नयसे वासे घूक तुल्य लक जाती दै । 
_त्रन जाता बद्दी जब देशका पुजारी तबः 

उसके समक्ष सारी खुष्टि हक जाती हे॥ 

(७) 

सत्यता पवित्रता चरित्रता विवेक क्षमा? 

सभ्यता सुशील्ता सुमति शान्ति समता । 
भ्रीरता गंभीरता .उदारता गुरुत्व अपा) 

मृहुता मनोशता मुरता सरलता ॥ 
वीरता विनम्रता अदैन्य शम दस दया 

पर-उपकारिता सरलता विमलता । 


जिसमें सुअंग मिळे “मानवता? के ये “मित्र! 
उसमें समझ छो कि भरी दै “मानवता | 
(८) 
शरणरारण्यता अभीति नय नीति प्रीति, 
तप तुष्टि त्याग याग धर्म जो अभंग हैं। 
अभ्यागत अतिथि सुजन सतकार सेवा) 
माननीय मान दान जितने सुढंग हैं॥ 
दुरित असूया रहितत्व तथा; 
ईश कथा भरे जो भी पावन प्रसंग हैं । 
मोइ-मद-मत्सर-प्रलोभःक्षति स्वामिमान? 
ये मी “मित्र? “मानवता! ही 


> 


इध दम्भ 


के शुभ अंग हैं॥ 








(९) 
भण्डित विमल मन मानवभे, 
भाग्यसे कहीं जो हरि-भक्ति जग जाती दै | 
तब तो सहस्तों गुणा गुण, बढी “मानवता! 


“मानवता? 


मानवको जगमे समुन्नत बनाती दै॥ 
भीरे-धीरे अपने निबासभूत मानवको) 
करके प्रयत्न साधुसंगति सुझाती द 
उसका सुजीवन सफल करनेके हेतु; 
नित्य नये उसमे विकास उपजाती दै॥ 
(१०) 
“मानवता? मदरसे मलीन मन मानवके, 


हृदय सरोरुहको खोल खिला देती ह| 
अज्ञता विवश हो कुपथ गत हुआ जो कि) 
बिज्ञ बना उसको सुपथ मिला 
मृत बना जाता जो विषयविषर पीके उसे; 
ब्रझानन्द-रसका पियूष पिला 
विमल विरक्ति अनासक्ति उपजाके “मित्र! 
श्रान्ति मरे भवसे विमुक्ति दिला 

(११) 
जगास जना है कोई कोमल कलित काव) 
सुमन सुगन्ध सदा जिसे सरसाती दै । 

कोई दै सुइ तठ महाबाहु वीरबली, 
जिसकी विशाल कडी वज्र तुल्य छाती है॥ 

गरो अनूप रूपराशि उपजा है जिसे, 


~ 


संसुति समस्त अवलोक सुख पाती है । 
मानव वही दै किंतु जिसके हियेसे “मित्र? 


(मानवता? मानवी विभूति नहीं 


(RR) 
भोग भोगता है सारे स्वर्गके सदन बीच” 
आसन सुम विव भरका विशाल है 
नवनिधि और ऋद्धि सिद्धियाँ बसी हें गेह, 
उन्नत अतीव भूरि भाग्य भरा माळ हे॥ 
शरीर मिला ऐसा आधि व्याधि हीन, 
जिसका हुआ न कमी बाका एक वारु है) 
मानब विहीन यदि “मानवता? से है “मित्र? 
मानव नहीं है वह दानव करार है ॥ 


देती है ॥ 
देती है। 


देती है॥ 


क्रोई 


जाती है ॥ 


सुन्दर 


वकिल 


प्रा० अ० ६५ 





# सानच वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


4 








मानवताके पूर्ण आदश मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम 


(लेखक - श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने मनुष्यके रूपमे प्रकट 
होकर, मनुष्यको क्या करना चाहिये, इसके लिये अपना 
बहुत ही सुन्दर आदर्श उपस्थित किया है । भगवान्‌ श्रीरामके 
चरित्र; गुण और उपदेश अक्षरशः काममै लाने योग्य हैं। 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करते हैं और वे जिस-जिस बातको 
प्रमाणित कर देते हैं, उसके अनुसार ही सव लोग चलते 
हैं ॥ --इस बातको भगवान्‌ श्रीरामने अपने अवतारकालके 
| जीवनमै चरितार्थं करके दिखा दिया । भगवान्‌ श्रीरामके 
| स्वरूप, गुण) प्रभाव और आचरणोंका वर्णन करते हुए 
| | महर्षि मार्कण्डेयजीने महाराज युधिष्टिरसे कहा है---“भगवान्‌ 
॥। श्रीराम समस्त धर्मोके पारंगत विद्वान्‌ और बृहस्पतिके समान 
| 
| 
| 





बुद्धिमान्‌ थे । सम्पूर्ण प्रजाका उनमें अनुराग था | वे सभी 
विद्याओमै प्रवीण और जितेन्द्रिय थे । उनका अद्भुत रूप 
देखकर शत्रुओंके भी नेत्र और मन छुमा जाते थे। 
वे दुष्टौका दमन करनेमें समर्थ, साधुओंके संरक्षक, धर्मात्मा, 
| भेर्यवान्‌) दुर्धर्ष, विजयी तथा किसीसे भी परास्त न 
दोनेबाले थे || 

भगवान श्रीराम माता-पिता-गुरुजनोंके सेवक, शरणा- 
गतरक्षक एवं दया, प्रेम, क्षमा, समता, संतोष, शान्ति 
आदि अनेक गुणोसे परिपूर्ण थे | उनका चरित्र बड़ा ही 
अद्भुत और अलौकिक दै, जिसका वर्णन विस्तारसे वाल्मीकीय 
रामायण; अध्यात्मरामायण और तुलसीकृत मानस आदिमं 
भरा हुआ है । संक्षेपे श्रीपद्मपुराण, पातालखण्डके पहलेसे 
६९ वें अध्यायतक और महाभारत बनपर्वके २७७ वेंसे २९१- 
तै अध्यायतकमे भी श्ीरामचरित्रका बहुत ही सुन्दर वर्णन 





* यद्यदाचरति मओ४स्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्ममार्णं कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥ 
( महा ० भीष्म० २७ | २१ ) 
1 पारगं सर्वधर्माणां बृहस्पतिसमं मतौ ॥ 
सर्वानुरक्तप्रकृति सर्वविद्याविशारदम्‌ । 
जितेन्द्रियममित्राणामपि दृष्टिमनोहरम्‌ ॥ 
नियन्तारमसाधूनां गोप्तारं धर्मचारिणाम्‌ । 
धृतिमन्तमनावृष्यं जतारमपराजितम्‌ ॥ 


(महा? बन० २७७ । १०--१२ ) 





दे । इन अन्थोमै भगवान्‌ श्रीरासके चरित्रके विषयमै कः 
कथाभेद मी प्राप्त हँ; किंतु इसके लिये विद्वान्‌ लोग यह 
कहा करते है कि ये सभी बातें ठीक हैं | बहुत-से त्रेतायुग 
हो चुके हैं; उनमें बहुत बार भगवान्‌ श्रीरामके अवतार 
हो चुके हे । इस कारण तथा कल्पभेदके कारण भी चरित्रोमै 
कुछ भिन्नताएँ मिळती हैं| हमलोगोंको सभी चरित्रोको 
ऐतिहासिक यथार्थ घटनाएँ समझकर उनका अनुकरण 
करना चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीरामके गुण और आचरण परम आदर्श हैं । 
उनके प्रत्येक आचरणमें नीति और धर्मसय शिक्षा 5री हुई 
हे । हमें उनपर ध्यान देकर उनको अपने आचरण 
लाना चाहिये । 


के । 


भगवान्‌ श्रीरामका अपने भाइयोंके साथ बहुत ही प्रेम 
पूर्ण भ्रातृत्वका व्यवहार था | विशेषकर श्रीभरतके प्रति तो 
भगवानका बहुत ही उत्तम प्रेमका बर्ताव था | श्रीभरद्वाजजीने 
मरतसे कहा है--- 
सुनहु भस्त रघुबर मन माहाँ। पेम भात्रु तुम्ह सम कोड नाहीं ॥ 
रुखन राम सीतहि अति प्रीती निसि सब तुम्हहि सराहत बीती॥ 
तुम्ह तो भरत मोर मत एहू\ घरें देइ जनु राम सनेह॥ 

लक्ष्मणके साथ भी भगवानका बहुत ही नीतिथुक्त 
और प्रेमपूर्ण व्यवहार था । श्रीलक्ष्मणने जब यह सुना कि 
मगवाच्‌ रामको वनवास दिया जा रहा है, तत्र वे बढ़े ही 
रोषमै मर गवे और श्रीरामसे बोले--'रघुनन्दन | आप मेरी 
सहायतासे राज्यको अपने अधिकारमें कर लें | जब में धनुष 
लिये आपके पास रहकर आपकी रक्षा करूँगा, तब उस समय 
ऐसा कौन है जो आपसे बढ़कर पोरुष दिखानेका 
साहस कर सके । यदि नगरके लोग विरोधमै खड़े होंगे तो में 
अपने तीखे बाणोंसे सारी अयोध्याको मनुष्याँसे सूनी कर 
दूँगा । जो-जो भरतका पक्ष लेंगे, उन सबको में मार डाटूँगा । 
राजा किस बळपर आपको न्यायतः प्रास यह राज्य कैकेयी को 
देना चाहते हैं! यदि पिताजी कैकेयीके प्रोत्साहन देनेपर 
उसपर संतुष्ट हो हमारे साथ ऐसा शाजुका-सा बर्ताव करें तथा 
याद शुरु भी अमिमानमें आकर कार्य-अकार्यका विचार न 
करके कुमार्गपर चळे तो उन्हे मी दण्ड देना चाहिये |? 


% मानबताकै पूर्ण आदर्श मयोदापुरुषोर्तम शीराम $ 





DD सन कट: 
fT i 





इतना ही नहीं, आगे वे और भी कहते ह---“आप जो 
एाज्याभिषेक न होनेमै देवकी प्रेरणा मानते हैं; यह मुझे 
अच्छा नहीँ लगता । देवका आश्रय तो वही लेता है, जो 
कायर होता है । समर्थ पुरुष दैवका आश्रय नहीं लेते । 
आज संसारके छोग देखेंगे कि देवकी शक्ति बडी है या पुरुषः 
का पुरुषार्थ । लोग आज मेरे पुरुषार्थसे दैवको परास्त होता 
देखेंगे । तीनों छोकोंके प्राणी मिलकर भी आज आपके 
राज्यामिधेकको नहीं रोक सकते फिर पिताजीकी तो बात ही 
क्या है । आप अपना राज्याभिषेक होने दीजिये । में अकेला 
ही समस्त विरोधी राजाओंका बलपूर्वक निवारण करनेमें 
समर्थ हूँ । मेरी ये भुजाएँ शोभाके लिये नहीं हैं, यह 
धनुष आभूषणके लिये नहीं है, वह तळवार केवल बँधी रहनेके 
लिये नहीं है और ये बाण खंभे बनानेके लिये नहँ हैं। ये 
सब शात्रुओका दमन करनेके लिये ही हें । जिस किसी उपायसे 
यह सारी एथ्बी आपके अधिकारमें आ जाय, उसके लिये 
बुझे आज्ञा दीजिये ॥ 

श्रीलक्ष्मणजीके वीरतामरे वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीराम- 
ने उन्हें प्रेमसे समझाते हुए कहा--लक्ष्मण ! मैं जानता हुँ; 
तुम सदा ही मुझमें भक्ति रखते हो । तुम्हारा पराक्रम भी 
मुझे अज्ञात नहीं है; किंतु मनुष्यको ऐसा कार्य नहीं करना 
चाहिये, जिससे केवल अर्थ और कामकी ही सिद्धि हो, धर्म 
और मोक्षका समावेश न हो । जिससे धर्मकी सिद्धि हों) वही 
कार्य करना उचित है । महाराज हमलोगोके गुरु, राजा 
और पिता होनेके साथ ही बद्ध भी हैं । अतः वे क्रोधसे) 
हर्षसे अथवा कामनावश भी यदि किसी बातके लिये आज्ञा 
के तो धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिये । इसलिये 
मैं पिताकी इस प्रतिज्ञाका यथावत्‌ पाळन करनेसे मुँह नहीं 
मोड़ सकता | सुझे तो तुम माता-पिताकी आज्चामें ही स्थित 
समझो । यही सत्पुरुषोंका मार्ग है ।? इस प्रकार भगवान 
श्रीणमने बड़े ही प्रेम और शात्तिपूर्ण ढंगसे उन्हें समझाया । 
तब श्रीळक्ष्मणने सोचा कि इनकी इच्छा वन जानेकी ही है? 
अतः उन्होंने साथ चलनेका आग्रह किया और अनुनय-विनय 
करके साथ चले गये । 

( बा० रामा० अयोध्या सर्ग २१ से २३ ) 

श्रीशत्रुघ्नके साथ भी भगवान्‌ श्रीरामका बहुत ही प्रेमका 
बर्ताव रहा | जब श्रीमरत भगवान्‌ श्रीरामको वनसे लौटा लाने- 
के लिये गये, तब श्रीञतरुष्न भी उनके साथ,गये । श्रीवाल्मीकिः 
जी कहते दै - 


AANA 


व ््न््््् त्ता 


शत्नुघ्श्वापि रामस्य ववन्दे चरणो रूदन्‌ । 
तादु च समालिङस्य रामोऽप्यश्रूण्यवतयत्‌ ॥ 
( बा० रा० अयोध्या? ९९ । ४० ) 
:श्रीभरतके साथ श्रीशत्रुच्न भी रोते हुए गये और उन्होंने 
श्रीरामके चरणों प्रणाम किया । भगवान श्रीराम उन दोनों 
भाइयोंको छातीसे लगाकर रोने लगे |! 


जब पादुका देकर भगवान, श्रीराम श्रीभरतको छोटा रहे 
हैं, उस समय श्रीशत्रुब्नके मनभें माता केकेयीके प्रति कुछ 
रोषका भाव जानकर वात्सल्यके कारण श्रीशत्ुध्नकों शिक्षा 
देते हुए. कहते है-- 

मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं कुरु तां प्रति ॥ 

प्रथा च सीतया चेव शक्षोसि रघुनन्दन । 

( बा० रा० अयोध्या ११२ । २७-२६ ) 

'खुनन्दन शात्रुच्न ! तुम्हे मेरी और सीताकी शपथ है; 
तुम माता कैकेयीके प्रति कुछ भी क्रोध न करके उनकी रक्षा 
करते रहना ।? इतना कहते-कहते भगवानकी आँखें प्रेमा- 
श्रुओसे भर गयीं | इससे पता लगता है कि श्रीरामका 
श्ीचत्रुच्नके प्रति भी कितना प्रेम था । 


जब परम धाम जानेका समय आया, तब पता लगते दी 
श्रीशत्रुच्न अपने पुनरांको मधुपुरी ( मथुरा ) का राज्य सौंप- 
कर दौड़े हुए श्रीरामके पास आये और उनके चरणंमि प्रणाम 
करके कहने लगे -*रघुनन्दन ! मैं दोनों पुत्रोंकी राज्य 
सौंपकर आपके साथ जानेका निश्चय करके आया हूँ | अतः 
आप कृपा करके पुझे न तो दूसरी बात कहे और न दूसरी 
आज्ञा ही दें; क्योंकि विशेषकर मुझ-जैसे पुरुषद्वार 


¢ 


आपकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं होना चाहिये ।? 


इसपर भगवान्‌ ्रीरामने उनके संतोषके लिये उनकी 
प्रार्थना स्वीकार कर ली । 
( बा० रा० उत्तर० १०८ | ७-१६ ) 


भगवान्‌ श्रीराम बाल्यावस्थासे ही अपने तीनों भाइयोँके 
साथ अत्यधिक प्रेम करते थे । सदा उनकी रक्षा करते और 
उन्हे प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे । खेळ-कूदमे भी कमी 
उनको दुखी नहीं होने देते भे---ग्रहतक कि अपनी जीतमै भी 
उन्हे प्रसन्न करनेके लिये दार मान लेते थे और प्रेमसे पुच- 
कार-पुःचकारकर दाब दिया करते थे । भीदुळसीदासजी 
कहते हें 








५१६ ॐ सानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


ee क्या 











खेरुत संग अनुज बाझक नित जोगवत अनट अपार । 
जीति हारि चुचुकारि दुलारत देत दिनात दाउ ॥ 
( विनय० १०० ) 
श्रीभरतने तो खयं इमे स्वीकार किया है-- 
में प्रभु कृपा रीति जि जोहो । होरेहु खेर जितावहिं मोही॥ 
जब भगवान्‌ श्रीरामने अपने राज्याभिषेककी बात सुनी, 
तब उन्हे प्रसन्नताके स्थानमै पश्चात्ताप हुआ ओर वे 
कहने लगे- 
जनमे एक संग सब भाई । भोजन समन केलि ऊरिकाई ॥ 
वरनबेच उपबीत बिआहा । संग संग सब भए उछाहा ॥ 
बिगर बंस यहु अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बढ़ेहि ,अभिषेकू ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामको भाइयोंको छोड़कर अपना राज्या- 
भिषेक भी पसंद नहीं आया । केसा अनूठा भ्रातृ-प्रेम है | 
भगवान्‌ श्रीरासकी वीरता और पराक्रम भी अद्भुत 
और अलौकिक थे । उन्होंने ताडका, सुबाहु, विराध, खर, 
दूषणः त्रिशिरा और रावण आदि राक्षसोंका विनाश करनेमें 
बड़ा ही पराक्रम दिखाया था । इसके सिवा, जब वे 
विवाह करके मिथिलापुरीसे अयोध्या लौट रहे थे, तब मार्ग 
भीपरशुरामजी फरसा और भयंकर धनुष-बाण लिये आये 
और उनसे बोले-“राम ! सुना जाता है तुम्हारा पराक्रम 
अद्भुत है । तुमने जो धनुष तोड़ा है, वह तुम्हारा कार्य मी 
अद्भुत और अचिन्त्य है । मैं एक दूसरा विशाल और भयंकर 
घनुष छाया हूँ । यदि तुम इसके ऊपर बाण चढ़ाओ तो 
मैं तुम्हारा पराक्रम समश्च | तुम्हारा बल समझकर फिर में 
तुमसे द्वन्द्व-युद्ध करूँगा |? भगवान्‌ श्रीराम पिता श्रीदशरथ- 
जीके गौरवका विचार करके संकोचवश कुछ बोल नहीं रहे 
थे, किंतु परयुरामजीकी छलकार सुनकर मौन न रह सके | 
उन्होंने कहा-- भिगुनन्दन | मैं क्षत्रियधर्मसे युक्त हूँ, तो भी 
आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ मानकर मेरे तेजका 
तिरस्कार कर रहे हैं | अब मेरा पराक्रम देखिये |? यों 
कहकर उन्होंने परुरामजीके हायसे वैष्णव धनुष छे ल्या 
और तुरंत उसपर बाणका संधान कर दिया | उस वाणसे 
परशुरामजीके तपोवळसे प्रास हुए भुण्यलोक नष्ट हो गये | 
यह दृश्य अपनी आँखों देखकर परशुरामजी महेन्द्रपर्वतपर 
चले गये | ( वा० रा० बाल० सगै ७४ से ७६ ) 
वन-गमनके समय माता कैकेयीने श्रीरामसे सारी घटनाका 
विवरण बतळाते हुए कहा--:।राजा इस धर्मसंकटमै पड़ गये 





a .-९००००#<-->:<-<-६-..-००--.. यी 


= : क = = SS 


बच न 


हैं कि एक ओर तो उनका तुम्हारे प्रति स्नेह है और दूसरी 


ओर अपनी की हुई प्रतिज्ञा है । अतः यदि तुम कर सको तो 
राजाकी आज्ञा शिरोधार्य करके इनको इस कठिन क्ले 
बचाओ ।? इसका भगवान्‌ श्रीराम कितनी सरलतासे उत्तर 
देते दें--'इसर्मे तो मेरा सब प्रकारसे हित-ही-हित भरा है | 
वनमें जानेके लिये पिताजीकी आज्ञा ओर आपकी सम्मति है 
तथा वनमें जानेसे मुनियोंके दर्शन और प्राणप्यारे माई 
भरतको राज्यकी प्राति हो, ऐसे अवसरपर मी सैं बनमे न जाडे 
तो मैं मूर्खोस सबसे बढ़कर पहली श्रेणीका मूर्ख समझा 
जाऊँगा | श्रीरमचरितमानसमें मगवानके वचन हें 


€ 2! 


मुनिगण मिल्नु बिसेषि बन सबहि भाति हित मोर । 

तेहि महे पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर॥ 
भरतु प्रानप्रिय पावहिं राजू । बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू॥ 
जों न जाउँ बन ऐसेहुँ काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा ॥ 

यहाँ श्रीरामका कितना उच्चकोटिका स्वार्थत्यागपूर्ण सेवा, 
प्रेम और बिनययुक्त आदर्श व्यवहार है | इतना ही नहीं, 
उन्होंने यहाँतक कह दिया--- 

अह हि वचनादू राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ 

भक्षयेथं विषं तीक्ष्ण पतेयमपि चार्णवे । 

( वा० रा० अयोध्या १८ | २८-२९ ) 

“मैं महाराज पिताजीकी आज्ञासे तो आगम भी प्रवेश कर 
सकता हूँ, तीक्ष्ण विष भी खा -सकता हुँ और समुद्रमें भी 
कूद सकता हूँ |? 

पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये श्रीरासके मनसें 
कितना उत्साह, साहस और हदता है ! 

यद्यपि महाराज दशरथजीने वन-गमनके लिये अपने 
मुखसे श्रीरामको कुछ नहीं कहा था, फिर भी वे रानी केकेयीके 
मॉगनेपर वरदानमें श्रीमरतको राजगद्दी और श्रीरामको चौद 
वर्षका वनवास देना स्वीकार कर चुके थे | इसी कारण भगवान 
श्रीराम माता केकेयीकी बात मानकर, माता कोसल्याके मना 
करनेपर भी बड़ी प्रसन्नताके साथ वन चले गये । 


वन जाते समय उनसे माता कौसल्याने कहा---:पिताने 
चुमको वन जानेकी आज्ञा दी है अवश्य; किंतु गौरवकी दृष्टिस 
जैसे जा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार में भी हूँ । मैं तुम्हें मना 
ल इसळ्थि तुम वनगे मत जाओ |? यही नहीं; उन्होंने 
ल ह दिया---धयदि तुम मुझे छोड़कर वनमें चले 
उपवास करके प्राणोंका त्याग कर दूँगी |? 


वी, 


# मानवताके पूर्ण आदर्श मयोदापुरुषोत्तम आरास % ५१७ 


2 POR oOo NNN 





OSS 








इसके उत्तरम भगवान्‌ श्रीरास कहते हे--'साता ! मै आपको ते विभूषित होकर ही रामके साथ बनको जाय ।? यहद बात 
॥ १ सिर नवाकर आपसे क्षसा मांगता हूँ, मुझमें पिताजीकी आज्ञा. सुनकर राजा दरारंथने केकेयीसे कहा -- गुरुजी ठीक कहते 


उल्ल ` शक्ति नहीं है; अतः मैं १ रे (तीता तो > । अनि इसे करिसी 
का उल्लट्ठून करनेकी शक्ति नहीं है अतः मैं बनको ही हे | सीता तो वनम जानेके ही योग्य नहीं है । मैने इसे किस 


जाना चाहता हूँ--- भी रूपमै बन भेजनेकी प्रतिज्ञा नहीं की दै, किंतु यदि यदद 
2 3 नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं अस । जाती है तो यह अपने चीर-बल्ल उतारकर वश्नाभूषणोंके साथ 
| प्रसादये त्वाँ शिरसा गन्तुसिच्छास्यह बलम्‌ । सुखपूर्वक जा सकती है |? ` (बा० रा० अयोध्या० सर्ग ३७) 
( बा० रा० अभोष्या० २१ । ३० ) यहाँ भगवान्‌ श्रीरामने आवश्यकताके समय लज्जा न 
| “इसके सिवा हमारे कुलमे भी पहले राजा सारके पुत्र रक कतेब्ययालन करनेका बड़ा सुन्दर आदश व्यवहार 
| ऐसे हो गये हैं कि जो पिताकी आज्ञासे प्रथ्वी खोदते हुए. किया है। 
। मृत्युको प्राप्त हो गये | एवं जमदग्निनन्दन परशुरामजीने तो जब आभरतने ननिहाळपे लोटकर इस वातको जाना 
क्र 





| पिताकी आशाका पालन करनेके लिये अपनी माताका भी वध कि माता कैकेयीने भगवान, श्रीरामको वनवास देकर बडा 
कर दिया था । अतः मैं भी पिताजीकी आज्ञाका ही पालन अनर्थ किया है और इसी कारण पिताजीकी मृत्यु हो गयी 
करूँगा ।? है, तब दुःखित हो उन्होंने माता केकेयीसे कहा--“श्रीराम- 
माता कौसल्या धर्मशास्त्रके अनुसार “पितासे भी माताकी चन्द्रजी बढ़े ही धर्मात्मा दै गुरुजनेकि साथ केसा बर्ताव 
आशा अधिक माननीय है? इसलिये तो श्रीरामको यदि केबल करना चाहिये; इसे वे अच्छी तरह जानते हैं । इसलिये 
पिताकी ही आज्ञा हो तो वन न जानेके लिये कह रही हँ; उनका जेसा अपनी माताके प्रति बर्ताव था; वेसा ही उत्तम 
॥ | किंतु यदि पिता दशरथ और माता कैकेयी--दोनोंकी आज्ञा “शिर वे तेरे साथ भी करते थे । उन महापुरूष श्रीराम- 
ही तो बन जानेके लिये सम्मति दे देती हैं-- चन्द्रजीकों तने चीर और बल्कल पहनाकर वनर्यम भेज 
दिया | तूने राज्यके छोममें पढ़कर बढ़ा ही अनर्थ कर 
डाळा । तेरा विचार वड़ा दी पापपूर्ण है । में तेरी इच्छा 
हया |? इस प्रकार उन्होंने उस समय 
वाते कहीं ( वा० रा० अयोध्या” 
के इस कथनसे मगवान श्रीरामके 
द्व्यवद्दा स्थर्म उनकी कितनी आखा व्यक्त होती. 
माता कैकेयीने जब वन-गमनके समय भगवान्‌ श्रीराम है ।इ को सुनकर तो केकेंबरीका मन मी वदल 
और श्रीलक्ष्मणको वल्कल वस्त पहननेके लिये दिये तब जब 
उन्होंने उनको बढी प्रसन्नतापूर्वक धारण किया | तथा जब तब उन्होंने अपने अपराधके ल्वि क्षमा-प्रार्थना की--“राम | 
कैकेयीने सीताको वल्कल-वबस्न पहननेके लिये दिये, तव सीता मायाले मुग्धत्तित्त हो जानेके कारण मुझ कुब॒द्धिने तुम्हार 
लजित-सी होकर श्रीरामसे बोलीं--“नाथ ! वनवासी मुनिलोग राज्याभिषेकमें विघ्न डाल दिया | तुस मेरी इस कुडिळताको 
` चीर कैसे पहना करते हैं १? सीता चीर पहनना नहीं जानती क्षमा करो; क्योंकि साधुजन सर्वदा क्वमाग्रील हवी दोते हैं ।? 
थीं; अतः भगवान्‌ श्रीरामने वल्लोंको अपने हाथमै ठे लिया इसपर भगवान्‌ श्रीरामने कद्दा--“महामागे ! तुमने जो कुछ 
और आपत्तिका समय समझकर लजारहित हो सीताको कहा दै, वह ठीक ही दै । मेरी प्रेरणासे ही देवताओंकी 
वल्कळ-वस््र पहना दिया | यह दृश्य देखकर प्रजाके लोग कार्यसिद्धिके लिये तुम्हारे मुखसे वे शब्द निकले ये | इसमें 
दुखी हो रोने छगे | गुरु वसिष्ठजीके मी नेत्रोंमे आँख, मर तुम्हारा क्या दोष है । दुम जाओ, रात-दिन निरन्तर हृदय 
आये | उन्होंने कैकेयीको फटकारते हुए कहा--*सूर्खा केकेयी! मेरा ही चिन्तन करनेसे तुम सर्वत्र ० ह 
यह्‌ तू र्ममर्यादाका उल्लङ्घन कर रही है । तूने अकेले रामके भक्तिद्वारा आ ही मुक्त हो जाओगी |! ( अ 
दी बनवासका वर माँगा है । बर माँगते समव तूने सीताकी अयोष्या० सर 40 म कैकेयीके अपराधको अपराध द्वी नहीं 
कोई चर्चा नहीं की है | इसलिये यहद राजकुमारी वस्रामूषणों- भगवान 


जौ केवल पितु आयसु ताता तो जनि जाहु जानि बडि माता ॥ 
जौ पितु मातु कहेठ बन जाना । तो कानन सत अवथ समाना॥ 












माता कौसल्याके साथ भगवान्‌ भ्रीरामके उपर्युक्त 
श्र व्यबद्दारमे नीति, धर्म, स्वार्थत्याग और पितृ-आज्ञा-पालनकी 
इढ्ताका कितना अनुपस भाव भरा है | 





सुर 


५१८ ३: सानच वही जो सार्थ तज्ञ होता पथिक परमार्शका ॐ 





मानते और उसे मुक्तिका वर दे देते हैं । कितना उत्तम 
क्षमाभाव है ! 
यही नहीं; जब श्रीराम वनको जाने लगे, उस समय 
जबतक उनके रथकी घूलि दिखायी देती रही, तबतक 
श्रीदशरथजी उनकी ओर ही देखते रहे । जब धूलिका 
दिखायी देना बंद हो गया, तब वे अत्यन्त शोकार्त होकर 
गिर पड़े | उस समय उन्हें सहारा देनेके लिये रानी कौसल्या 
उनकी दाहिनी बॉहके पास और केकेयी उनकी बायीं ओर 
जा पहुँची । केकेयीको देखते ही राजाने कहा--“कैकेयी | 
तेरे विचार पापपूर्ण हैं । मैं तुझे देखना नहीं चाहता । तूने 
अर्थलोळप होकर धर्मको त्यागा दै, अतएव में तेरा परित्याग 
करता हुँ । तेरा पुत्र भरत मी यदि निष्कण्टक राज्यको 
पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिये श्राद्वमै जो पिण्ड या जल 
आदि दान करे; वह मुझे प्राप्त हो।? ( वा० रा० अयोध्या ० 
४२ । ६--९ ) किंतु जब रावण-वधके अनन्तर श्रीदशरथ- 
जी विमानपर स्थित हुए वहाँ श्रीरामके , पास आये और 
उन्होंने केकेयीकी बार्तोको स्मरण करके दुःख प्रकट किया एवं 
श्रीरामको अयोध्यामै जाकर भरतसे मिलने और राज्यपर 
प्रतिष्ठित होनेके लिये कहा? तब श्रीरामने उनसे हाथ जोइ- 
कर यही प्रार्थना की--“धर्मश | आप केकेयी और भरतपर 
प्रसन्न हों । प्रभो | आपने जो केकेयीसे कहा था कि धमे 
पुत्रके सहित तेरा त्याग करता हूँ,” आपका यह घोर शाप 
पुत्रसहित केकेयीको स्पर्श न करे# अर्थात्‌ उसे आप 
लोटा ले ।? 
माता कोसल्याके महलमै जब श्रीलक्ष्मणने माता केकेयी- 
के विषयमे आक्षेपपूर्ण बचन कहे; तब भगवान्‌ श्रीराम 
उनसे कहते हैँ 
यस्या मदभिषेकाथें मानसं परितप्यति । 
माता नः सा यथा न स्यात्‌ सविशञङ्का तथा कुरू ॥ 
तस्याः शङ्काममं दुःखं सुष्ूर्तमपि नोत्सहे । 
मनसि प्रतिसंजातं सोमित्रेऽहसुपेक्षितुस्‌ ॥ 
न जुद्धिपू्वं नाबुद्धं स्सरामीइ कदाचन । 
मातृणां वा पितुर्वाहं कृतमल्यं च विप्रियम्‌ ॥ 
1__________(वा८ रः ब्वोष्या० २२ ६-८) 
# कुरु. प्रसाद॑ धर्मश कैकय्या भरतस्य च॥ 
सपुत्रां त्वां त्यजामीति यदुक्ता कैकयी त्वया । 
स झाप: कैकयी घोरः सपुत्रां न स्पृशेत्‌ प्रभो ॥ 
( बा० रा० युद्ध« ११९ । २४-२५ ) 








“लक्ष्मण ! मेरे राज्यामिषेक ( को सम्भावना ) के 
कारण जिसके चित्तमें संताप हो रहा है; उस हमारी माता 
कैकेयीको जिससे मेरे ऊपर किसी तरहका संदेह न हो, बही 
काम करो | उसके मनमै संदेहके कारण उत्पन्न हुए दुःखकी 
मैं एक मुहूर्तके लिये मी उपेक्षा नहीं कर सकता । मैंने 
कभी जान-बूझकर या अनजानमे माताओं या पिताजीका 
कभी थोड़ा भी अप्रिय कार्य किया हो, ऐसा याद नहीं 
पड़ता |? 

अपने प्रति कठोर-से-कठोर व्यवहार करनेवाली माता 
केकेयीके प्रति भी भगवान्‌ श्रीरामका कितना सम्मान और 
पूज्य भाव है ! 

वनमें जाते समय भगवान्‌ श्रीरामने सीता ओर लक्ष्मणको 
अपने आरामके लिये साथ नहीं लिया, बल्कि उन्होंने तो 
उनसे घरपर रहकर माता-पिताकी सेवा करमेके लिये ही 
कहा | 

जब भगवान्‌ श्रीरामने वनके भयंकर कष्ट दिखाकर 
सीताको अयोध्या रहनेका संकेत किवा; तब सीताने कहा--- 
“बाल्यावस्थामे एक ज्यौतिष-शात्नविद्यारद विप्रवरने मुझे देख- 
कर यह कहा था कि “तू अपने पतिके साथ बनमें रहेगी |! 
तो उन ब्राह्मण महोदयका वचन सत्य हो, मैं अवश्य आपके; 

साथ वनमे चळूंगी । तथा एक बात यह भी है कि आपने बहुत-से 
बराहमणोंके मुखसे बहुत-सी रामायणें सुनी हैं, इनमैसे किसीरें 
मी क्या सीताके विना रामजी वनको गये हैं ! अतः मैं सर्वथा 
आपके मागमे सहायक होकर आपके साथ चरलूँगी । यदि 
आप मुझे छोड़कर चले जायँगे तो मैं अभी आपके सामने द्दी 
अपने प्राण छोड़ दूँगी || (२० रा० अयोध्या० सर्ग ४ ) 

जब भगवान्‌ श्रीराम किसी प्रकार भी नहीं माने, तब 
सीताजीने उन्हें यहातक कह दिया-- 

एसेड बचन कठोर सुनि जा न हृद्‌द बिल्गान । 

तो प्रभु विषम वियोग दुख सहि पर प्रान ॥ 

_ र प्रकार कहती हुई जब वे भगवानके मुखसे वियोग- 
म नात उनकर अत्यन्त व्याकुळ हो गर्यी, तब उनकी यह दशा 
उनके संतोष और व उन 

ही बनमें अपने साथ ले गये | 
इली प्रकार श्रीक्ष्मणके विषयमै भी समझना चाहिये । 
भीढश्मणसे भगवान्‌ औरामने कहा--“भेया | भरत और 


Pe 


4 


१ 


ज. 


त 


By 


|. 


७) भेट ग्रानवता >> c ड्ग ९ 
कै मानचताके पूणे आदर्श मयोदापुरुषोत्तम श्रीराम * 





शन्न घरपर नहीं हैं; महाराज बृद्ध हैं और उनके मनमै मेरे 
लिये दुःख है | इस अवस्थामै में तुमको साथ लेकर वनसै 
जाऊँ तो अयोध्या सब प्रकारसे अनाथ हो जायगी । गुरू, 
पिताः माता, प्रजा और परिवार - सभीपर दुःसह दुःख आ 
पड़ेगा । अतः तुम यहीं रहकर माता-पिताकी सेवा करो और 
सबका संतोष करते रहो; क्योंकि जिसके राज्यम प्रजा दुखी 
रहती है, वह राजा अवश्य नरकका अधिकारी होता है |? 
भगवानके इन नीति ओर घर्मसे युक्त वचर्नोंकी सुनकर श्री 
लक्ष्मण बोले -“स्वामिन्‌ ! आपने जो कुछ मुझे कहा दै, 
बह ठीक हैः इसमे मुझे आपका कोई दोष नहीँ दीखता, मेरी 
कायरता ही इसमें हेतु है; किंतु मैं तो आपके स्नेहे पला 
हुआ हूँ, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हैं । धर्म और 
नीतिका उपदेश तो उनको देना चाहिये, जो संसारमै कीतिं, 
ऐश्वर्य और सद्गति चाहता हो; किंतु जो मन, वचन और 
कर्मले चरणोंमें ही प्रेम रखता हो, क्या वह भी त्यागने 
योग्य है १” 

( रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड ) 


इस प्रकार श्रीलक्ष्मणने वनमै साथ चलनेके लिये श्रद्धा 
प्रेमपूर्वक बहुत ही आग्रह किया और कहा--में आपकी 
खेवा करनेके लिये आपके पीछे-पीछे चळूँगा | आप इसके ल्व 
आज्ञा दीजिये । प्रभो | आप मुझपर कृपा कीजिये, नहीं तो 
में प्राण त्याग दूँगा ।? 





( अ० रा० अयोध्या ४ | ५०-५२ ) 


इसपर भगवानूने यह समझकर कि मेरे वियोगमे लक्ष्मण 
प्राण नहीं रखेगा, उसके सुख और संतोषके लिये उसे माता 
सुमित्रासे आज्ञा लेकर साथ चलनेकी अनुमति दें दी । 


भगवान्‌ श्रीरामको भाइयोँके सुख-संतोषके लिये ही राज्य 
आदि अभीष्ट था, अपने लिये नहीं । जब श्रीभरत मन्त्री 
गुरुजन) माताओं और सेनाके सहित चित्रकूट गये, तब श्री 
भरतके सेनासहित चित्रकूट आनेका समाचार सुनकर श्रालक्ष्मण 
क्षुब्ध होकर श्रीमरतके प्रतिं न कहने योग्य शब्द कह्‌ बैठे । 
तब श्रीरामने श्रीमरतकी प्रशंसा करते हुए कहा 
धर्समर्थं च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । 
इच्छामि भवतामथें एतत्‌ प्रतिश्णोमि ते ॥ 
आतृणां संग्रद्दार्थ च सुखार्थं चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधसाळभे ॥ 
( बा० रा० अयोध्या ९७ | ५-६ ) 





५१९ 
लक्ष्मण | में सचाईसे अपने आयुधकी शपथ लेकर 
कहता हूँ कि में घर्म, अर्थ, काम और सारी प्रथ्वी-सब कुछ 
तुम्हीं लोगोके लिये चाहता हूँ | लक्ष्मण ! में राज्यको भी 
भाइयोँकी भोम्य-सामग्री समझकर उनके सुखके लिये द्द 
चाहता हूँ |? 


यह बात आगे जाकर श्रीभरत और श्रीरामके परस्पर 
वार्तालाप और व्यवहारसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है । जब 
श्रीमरतने बड़े ही विनयसे भगवान्‌ श्रीरामसे अयोध्या चलने 
और राजतिळक करानेकी प्रार्थना की; तब वहाँ श्रीमरतके 
प्रेममय वचनोंको सुनकर गुरु वसिष्ठजीके हृदयमे प्रेम उमड़ 
आया और उन्होंने कहा 
तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई । फेरिअहिं लखन सीय रघुराई ॥ 
इसपर श्रीमरत और श्रीरात्रुव्न बड़े ही प्रसन्न हुएं-- 
सुबचन हरे दोऽ आता । भे प्रमोद परिपुरन गाता॥ 
और श्रीमरत प्रेममग्न हुए बोल उठे 


कानन कर्डे जन्म भरि बासु \ एहि तें अधिक न मोर सुपासु॥ 


अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरवग्य सुजान \ 


करते हुए कः 
राखेउ राये सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहेर पेम पन लागी॥ 
बचन भेटत मन रो \ तेहि तें अधिक तुम्हार संकोच! 
मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करों सोइ आजु \ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामने भरतके ऊपर ही सब भार 
ड़ दिया । अपने प्रेमी भ्राता भरतके प्रति केसा उत्तम, 
बरळतापूर्ण बर्ताव है । श्रीभरतने अपनी बात विनयपूर्वक 
फिर मी निवेदन की-- 
हिरक समाजु साजि सबु आना । करिअ सुफल प्रभु जो मनु माना 
सानुज पठ्डअ सोहि बन कोजिअ सहि सनाथ \ 
नतरु फेरिअहिं बंधु दोठ नाथ चरी में साथ॥ 
नतर जाहि बन तीनिङ भाई \ बहुरिअ सीय सहित खुराई ॥ 
परंतु साथ ही यह भी कह देते हैँ 
प्रभु प्रसन्न भन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब \ 
सो सिर भरि धरि करिहि सनु भिहि अनट अवरेब ॥ 
इसके उत्तरमें अन्तमें भगवान्‌ रामने गुरुजनोंको आदर 
देते हुए यही कहा-- 


तासु 


EE त 


रर 








RR I 3०3 





खु २ 


मातु पिता गुर स्वामि निदेसू \ सकरुघरस चरनीधर सेसु ॥ 
सो तुम्ह करहु करावहु मोह \ तात तरनि कुछ पारक होह ॥ 


सो बिचारि सहि 


संकट भारी \ करहु 


००० 


प्रजा परार सुखारी ॥ 


जानि तुम्हहि सू कहे कठोरा । कुसमर्य तात न अनुचित मोरा॥ 

होहिं कुठाय सुबंघु सुहाए । ओडिअहिं हाथ असनिहु के घाए॥ 
भगवानके प्रेमपूर्ण बचन सुनकर श्रीमरत बड़े संतुष्ट 

हुए। श्रीमरतने सोचा--जब मेरे ऊपर सब भार दे दिया, तब 

मेरा यह कर्तव्य नहीं कि मैं भगवान्‌ श्रीरामको संकोचमें 

डाळूँ | अतएव उन्होंने कहा--- 

अब कभारु जस आयसु होई । करों सीस चरि सादर साई ॥ 


किंठु इसी प्रकरणमें अध्यात्मरामायण और वाल्मीकीय 
रामायणभें श्रीमरतके कुछ विशेष आग्रह करनेकी बात मिलती है। 
अयोध्या चलनेके लिये विशेष आग्रह करते हुए उन्होंने यह 
बात कही कि “यदि पिताजीने कामी, मूढबुद्धि, स्रीके वशी- 
भूत, भ्रान्तसित्त और उन्मत्त होनेके कारण ऐसी आज्ञा दे 
दी, तो भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको उसका आदर नहीं करना 
चाहिये ।? 


इसपर भगवान्‌ श्रीरामने पिताजीपर ऐसा दोष नहीं 
छगानेका संकेत करते हुए कहा--:पिताजीने जीवश, काग- 
वदा अथवा मृढलुद्धि होकर ऐसा नहीं कहा । उन सत्यवादीने 
अपनी पूर्व प्रतिज्ञाके अनुसार ही वर दिये हैं | और में भी 
उनसे सत्य प्रतिशा कर चुका हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा | अतः 
मैं रघुवंशमै जन्म लेकर अपना वचन कैसे पलट सकता हूँ । 
( झ० रा० अयोष्या० ९ । ३३--३६ ) 

यह सुनकर श्रीभरतने कहा--“जबतक श्रीराम मुझपर 
प्रसन्न नहीं होंगे) तबतक मैं अनशन करके यहीं इनके सामने 
घरना दूँगा ।? याँ कह बे कुशका आसन बिछाकर उसपर 
बैठ गये । तब श्रीरामने उनको समझाया कि क्षत्रियके 
लिये इस प्रकार धरना देना शा्रविरुद्ध दै । भगवानके 
द्वारा समझाये जानेपर श्रीमरतने उनकी बात मान ली और 
चौदह वर्षकी अवधिके आधारके लिये मगवानके चरणांसे 
स्पर्श की हुई पाढुकाएँ लेकर बे नन्दिआममें लौट आये और 
दुनिवेषमे नियमःत्रत धारण करके भगवानकी आज्ञाके अनुसार 
राज्यकार्यको सम्हाळने लगे । 
( वा० रा० भयोष्या० १११ से ११५) 


दुखत हनुमान अति हरषेउ । पुरुक गात लोचन जक बरपेड ॥ 
यवन लाला 


% मानव वही जो सार्थ तज डोता पथिक परमार्थका * 


० = 


भगवान्‌ श्रीराम चौदह वर्षकी अवधि समास होनेपर 
भक्त विभीषणके अनुरोध करनेपर भी बहा नहीं रुके | व [युयान 
द्वारा अयोध्या पधारकर उन्होंने भरतके संतोषके लिये ही 
राज्यतिळक स्वीकार किया, अपने सुखके लिये नहीं | यह 
बात मगवानूकै उस वचनसे और भी पुष्ट हो जाती है, जो 
उन्होंने श्रीमरतका हाळ जानने और उनको संदेश देनेके 
लिये अयोध्या भेजते समय श्रीहनुमायसे कहा हे---“बानर- 
श्रेष्ठ | मेरे आनेकी बात सुनकर भरतकी जेसी मुखमुद्रा हो, 
उसपर ध्यान रखना और फिर वहाँका सब हाळ सुझे सुनाना । 
उसके म्रुखके वर्ण; दृष्टि तथा बातचीतसे भरतके सारे भावोको 


मढीमाँति समझनेका प्रयत्न करना । यदि श्रीमान्‌ रघुनन्दन ` 


भरत केकेयीके साथ स्वयं राज्य चाहता हो तो बह प्रसन्नता. 
से सारी एथ्वीका शासन करे |?# 

किंतु श्रीमरतका तो भगवान्‌ श्रीरामके प्रति दूसरा ही 
भाव था | वे तो भगवानके प्रेममें निमग्न उनके अत्यन्त 
श्रद्धासम्पन्न परस भक्त थे | वे इस प्रथ्वीकोकके तुच्छ राज्य 
को क्यों चाइने लगे । बे तो भगवानके विरहमें व्याकुळ हो 
रहे थे | उनकी प्रेम और विरहकी अवस्थाका वर्णन करते 
हुए श्रीवुलसीदासजीने कहा है--- 
रहे एक दिन अवधि अधारा । समु मन दुख अगड अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ। जानि कुटिल कियों मोहि बिसरागउ॥ | 


जन अवशुन प्रभु मान न काऊ) दीनबंधु अति मुहुर सुभाङ ॥ 
मोरे जिथे भरोस दृढ़ सोई। मिरिहहिं राम सगुन सुभ होई ॥ 
बोते अवधि रहहिं जौ प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 
राम बिरह सागर महे भरत मशन मन होत । 
निप्र रूप भरि पवनलुत आइ गयउ जनु पोत ॥ 
भीहनुमाच वहाँ आकर क्या देखते हैं... 
बैठे देखि कुसासन जया मुकुट क्रस गाव । 
राम राम रघुपति जपत खबत नयन जक जात ॥' 


“कमा पानि दा लुना 


स च ते वेदितब्यः स्यात्‌ सर्व यच्चापि मां प्रति ॥ 
ष्य 
क्षेया: सवै च वृत्तान्ता भरतस्येज्ञितानि च । 
भक 
तत्वेन मुखवर्णेन इष्था व्याभाषितेन च॥ 


संगत्या भरत: श्रीमान्‌ राज्येनाथों स्वयं भवेत्‌ । 
प्रशास्तु बसुबां रघुनन्दनः ॥ 


( बा० रा० बुड १२५ | १४, १५, १७) 


>. 


| 


~: 


Bc 


Ys ° आदश 
# मानवताके पूर्ण आदर्श मयोदापुरुषोत्तम श्रीराम १ 





जब भगवान्‌ श्रीराम पुष्पक-विमानमें स्थित हुए 
अयोध्या पहुँचे और उन्‍होंने श्रीभरतको जटा; वल्कल एवं 
कौपीन धारण किये अपनी ओर पेदलही आते देखा, तबवे 
कहने छगे ! देखो तो सही, प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारा 
और हितैप्री मेरा भाई भरत मुझे निकट आया सुनकर हमे 
भरे हुए वृद्ध मन्त्रियों ओर महर्षि वसिष्ठजीको साथ लेकर 
मुझसे मिलनेके लिये आ रहा है ॥ निकट आनेपर तो 
भगवानका हृदय विरहसे कातर हो उठा ओर वे “भया ! 
भैया भरत ! तुम कहाँ दो १? इस प्रकार कहते हुए तथा 
बार-बार भाई ! माई ! भाई ! की रट लगाते हुए तुरंत ही 
विमानसे उतर पड़े #। भगवानको भूमिपर उतरे देख श्रीभरत 
हर्षके आँसू वहाते हुए उनके सामने दण्डकी भाँति धरतीपर 
गिर पड़े । यह देख श्रीरामने उनको हर्पूर्ण दृष्टिसे देखते 
हुए अपनी दोनों शुजाओंसे उठाकर छातीसे लगा लिया । 
( पञ्म० पाताल० २ ) 
अपने अतिदाय प्रेमी भक्त भाई भरतके प्रति केसा उच्च 
कोटिका प्रेम-व्यवहार है | जो भगवानको जिस प्रकार भजता है 


* भगवान्‌ भी उसे उसी प्रकार भजते हैं || सीताजी भगवानके 


विरहमे व्याकुछ होती हैं तो भगवान्‌ भी उनके वियोग-विरहमे 
व्याकुल हो जाते हैं । सीताजीका भगवान्‌ श्रीरामके प्रति अनन्य 
प्रेम था । भगवान्‌ श्रीरासने स्वयं उनके प्रेमकी प्रशंसा की हैं । 
श्रीहनुमान्‌ सीताजीसे श्रीरामका संदेश सुनाते हुए कहते है 
रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर \ 
अस कहि कपि गदगद भयउ भर विरोचन नीर ॥ 
तत्र प्रेम कर मम अर तोरा । ज़ानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रु एतनेहि माहीं॥ 
प्रभु संदेसु सुनत बैंदेही मगन प्रेम तन सुषि नहिं तेही ॥ 
भगवानका सीताके प्रति कितना उच्च कोटिका प्रेम है । 
प्रेमी भक्तोंके साथ प्रेम-व्यवहारका दर्शन उनके चरित्रमे 


` जगह-जगह होता है | जब वे वनमें मुनियोंकी हड्डियोंको देखते 


हैं, तब राक्षसोके मारनेकी प्रतिज्ञा कर लेते हैं ओर सब मुनियों- 


_₹ आश्रसापर जा-जाकर उने एल देते 1 1... के आश्रमोंपर जा-जाकर उन्हें सुख देते हैँ- 


% यानादवतताराझु विरह ङिन्नमानसः । 


आतश्रीतः पुनश्रीतञ्जीतश्रीतवंदन्सुहुः ॥ 
(पझ० पाताल० २। २८) 
1 ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 


| ( महा० भीष्म० २८ ।॥ ११ ) 
मा० अं० ६६-- 


2-7: “>>> ४-८ कू 


निसिचर हीन करे महि भुज उठाइ पन कोन्ह। 

सकर मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ 

श्रीसुतीक्षण मुनिका भी भगवानूके प्रति बहुत उत्कट प्रेम 
था । जब उन्होंने सुना कि भगवान्‌ उनके आश्रममें आ रहे हैं, 
तब उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वे अनेक मनोरथ करते 
हुए. शीत्रतासे दौड़ पड़े | उस समय उनकी बड़ी विचित्र दशा 
हो गयी । श्रीतुलसीदासजीने कहा है-- 
दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सुझा \ को में चकेडँ कहाँ नहिं बूझा ॥ 
कबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई । कहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥ 

उनके प्रेमको देखकर भगवान्‌ उनके हृदयमें प्रकट 
हो गये | तब मुनि सुतीक्षणनी हृदयमे मगवानके दर्शन 
पाकर रास्तेमे ही स्थिर होकर बैठ गये। उनका शरीर 
रोमाञ्चसे कटहलके फलके समान हो गया | तब भगवान्‌ 
श्रीराम उनके निकट आ गये । सुनिने स्तुति की। अन्तमे 
भगवानने उन्हें प्रगाढ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त 
गुणों और ज्ञानके निधान हो जानेका वरदान दिया । 

अपनेमै प्रेम करनेवालेके साथ भगवानका कितना प्रेम- 
भरा व्यवहार है । 

इसी तरह उनका भक्तिमती शबरीके साथ जो आदश 
प्रेमका बर्ताव है, वह भी बहुत ही प्रशंसनीय है । शबरी भीलनी 
थी) निम्न जातिकी थी; किंतु भगवानने उसके प्रेमके कारण 
उसके लाये हुए बेर खाये और उसे नवधा भक्तिका उपदेश 
देकर उसका उद्धार कर दिया-- 

कंद मूल फर सुरस अति दिए राम कहुँ आनि \ 

म॒ सहित प्रभु खाए बारंबार बढनि॥ 

इससे हमें, अपने प्रेमियोंके साथ केसा व्यवहार करना 
चाहिये, यह बात सीखनी चाहिये । 

श्रीहनुमानूजीके साथ भी भगवान्‌ बड़ा ही प्रेमका व्यवहार 
करते हैं । श्रीहनुमानजीके श्रद्धा) भक्ति) विनय और प्रेमयुक्त 
वचन सुनकर अन्तम भगवान्‌ कहते हैं 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्य गति सो ॥ 

सो अनन्य जाके असि मति न टर हनुमंत \ 

में सेवक सचणाचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 

श्रीहनुमानूजीके साथ जो उनकी बातचीत हुई, 


भगवान्‌ श्रीरामकी विनय? निरभिमानताः कुशलता और प्रेम 
भरा हुआ है; हमलोगोंको उससे विनय और निरमिमानताकी 


शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 




















हा रर तत, ही नहीं; श्रीहनुमानूजीके प्रति तो भगवानने 
यहाँतक कह डाला कि “हम तुम्हारे उपकारको कभी भुला 
नहीं सकते और तुम्हारे उपकारका बदला भी नहीं चुकाना चाहते; 
क्योंकि प्रत्युपकारका अवसर तो तब आये, जब तुमपर कोई 
विपत्ति पड़े | ऐसा में नहीं चाहता--- 
एकेकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे। 
शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 
सदङ्गे जीर्णतां यातु यच्तयोपकृतं कपे। 
नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम्‌ ॥ 
( वा० रा० उत्तर० ४० । २३-२४ ) 
“हनुमान्‌ ! तुम्हारे एक-एक उपकारके बदले में अपने 
प्राण दे दूँ तो भी इस विषयमै देष उपकारोंके लिये तो हम 
तुम्हारे ऋणी ही बने रहेंगे । तुम्हारे द्वारा किये हुए उपकार 
मेरे रारीरमें ही विलीन हो जायैँ- उनका बदला चुकानेका 
मुझे कभी अवसर ही न मिले; क्योंकि आपत्तियाँ आनेपर ही 
मनुष्य प्रत्युपकारोंका पात्र होता है |? 
भगवान्‌ श्रीरामका कृतज्ञताका भाव भी कितना महान्‌ 
आदर्श था | सखा सुग्रीवे साथ उनका जो मैत्री और प्रेमका 
व्यवहार है, उससे हमें मैत्री और प्रेमका व्यवहार सीखना 
चाहिये । मित्रके साथ केसा व्यवहार करना चाहिये--इस 
विषयमै भगवानने वहाँ बडा ही सुन्दर उपदेश दिया है । 
केवळ उपदेश ही नहीं दिया है, खयं वैसा ही उनके साथ 
आचरण-बर्ताव करके दिखा दिया है | जब भगवानूने सुग्रीव- 
के दुःखकी बात सुनी, तब उन्हें आश्वासन देते हुए कहा-- 
सुनु सुग्रीय मारिहउँ बारिहि एकहि बान। 
ब्रह्म स्द्र सरनागत गए न उबरिंहिं प्रान ॥ 
ज न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हहि ब्रिकोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥ 
बिपति काऊ कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत भित्र गुन एहा ॥ 
सखा सोच त्यागहु बह मोरे | सब बिधि घट काज मैं तोरे ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामका बाली-जेसे पापीके साथ भी बडा ही 
उदारताका व्यवहार है। उसके नीतियुक्त वचन सुनकर उन्होंने 
पहले ही नीतियुक्त ही उत्तर दिया, किंतु जब उसने श्रद्धा- 
प्रेमयुक्त रहस्यमय तात्विक वचन कहे; तब तो मगवानूने 
उसके साथ अपार दया और प्रेमका व्यवहार किया | दोनों 
ही व्यवहार अलौकिक हैं | भगवानने बाढी जैसे पापीको 


कै मानवे वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


भी मुक्ति दे दी, कैसा उदारतापूर्ण विरद है | 

शरणागत विभीषणके साथ भी श्रीरामका बहुत ही त्यागपूर्ण 
प्रेमका व्यवहार है | जब विभीषण भगवानूकी शरणमै आये, तब 
सुग्रीव आदिने उनपर शङ्का की और उनको बाँधकर रखनेकी 
सम्मति दी । भगवानने सुग्रीवकी उक्त सम्मतिकी प्रशंसा करते 
हुए उसे समझाकर भक्त विभीषणके प्रति अपने निम्नाङ्कित 
अभयदानत्रतका ही पालन किया-- 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ घ्रतं मम ॥ 

( बा० रा० युद्ध १८ । ३३ ) 

“जो एक बार भी धमं तुम्हारा हूँ? यों कहकर शरण 
देनेके लिये याचना करता है, उसको मैं सब भूतोंसे अभय-दान 
दे देता हूँ--यह मेरा ब्रत है |? 

इतना ही नहीं, लङ्काका राज्य विभोषगको देकर भी 
भगवान्‌ अपनी ओरसे कुछ नहीं दिया समझकर संकोच ही 
करते रहे-- 

जो संपति सि राउनहि दीन्हि दिएँ दस माथ । 

सोइ संपदा बिभीषनहि सकुचि ` दीन्हि रघुनाथ ॥ 

इसी प्रकार अपने प्रति उपकार करनेवाळेके साथ कैसा 
व्यवहार करना चाहिये--यह शिक्षा हमें, भगवानूने 
जटायुके साथ जो व्यवहार किया, उससे लेनी चाहिये। भगवान्‌ 
श्रीरामका जटायुके साथ जो कृतता, दया और प्रेमसे भरा 
हुआ व्यवहार है, वह बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। 

भगवान्‌ श्रीरामको देखकर जटायुने अपनेको महाराज 
दररथका मित्र बतलाकर परिचय दिया और सीताके लिये 
दक्षिण दिशाकी ओर संकेत किया | यह जानकर भगवान्‌ 
श्रीरामने पिताका मित्र होनेके नाते जटायुको पिताके तुल्य 
आदर देते हुए उनका विधिपूर्वक अन्त्येष्टि संस्कार किया-- 

दक्षिणामिति काकुत्स्थो विदित्वास्य तदिङ्गितम्‌ । 

सस्कार लम्भयामास सखायं पूजयन्‌ पितुः ॥ 


( महा० वन० २७९ । २४ ) 
श्रीजटायुके कि द् 
श्रीजटायुके साथ कैसा इतशता और दयाछुताका 
व्यवहार है | 


~ 


०००) 


कै मानवताके पूर्ण आदर्श मयोदापुरुषोत्तम श्रीराम + 


= 


५२२३ 





अबिरक भगेति माणि बर गीघ गयउ हरिधाम \ 

तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कोन्ही राम ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामका अपने सेवक्रोक्रे साथ भी त्यागका 
कितना उत्तम व्यवहार है | लङ्कासे वापस अयोध्या आनेपर 
गुरु वसिष्ठजीके सम्मुख अपने सेवकोंकी बड़ाई करते हुए 
भगवान्‌ श्रीरामने कहा--“इनकी ही सहायतासे युद्धमै 
हमारी विजय हुई है |? 
ए सब सखा सुनहु मनि मेरे \ भए समर सागर कह बेरे ॥ 
मम हित लागि जन्म इन्ह होर \ भरतहु ते मोहि अधिक पियारे॥ 


भगवान्‌ श्रीरामका शुरुजनोंके साथ भी बहुत ही उत्तम 
व्यवहार था । जब श्रीराम पिता ददारथजी ओर गुरु वसिष्ठ- 
जीकी आज्चासे श्रीविश्वामित्रजीके साथ गये, तब वहाँ वे उनकी 
बहुत सेवा किया करते-- 
तेइ दोऽ बंधु प्रेम जनु जीते \ गुर पद कमु परोठत प्रीति ॥ 

तथा लङ्का-विजयके पश्चात्‌ जब भगवान्‌ अयोध्याम आये) 
तब बंदरोंको बुलाकर उन्हें गुरुजीके चरणोंमें वन्दना करनेको 
कहा और उन्हें बतलाया कि शुरुजीकी इपासे ही रणमें 
राक्षस मारे गये-- 
पुनि रघुपति सब सखा बोलाए \ मुनि पद कागहु सकर सिखाए॥ 
गुर वसिष्ट कुरूपूज्य हमारे । इन्ह की कपा दनुज रन मारे ॥ 

भगवान्‌ श्रीराममें आस्तिक भाव भी बहुत उच्च कोटिका 
था । उनकी यज्ञ, दान; श्राद्ध आदिम बढी आस्था थी | जब 
श्रीभरत चित्रकूट आये और उनसे श्रीरामने पिताजीको मृत्युका 
समाचार सुना, तब उन्होंने विधिपूर्वक पिताजीको पिण्डदान 
आदि किया | उस समय जाबालि नामक मुनिने श्राद्धपर 
आक्षेप करते हुए कुछ नास्तिकताकी बातें कहीं । तब तो 
उन्होंने मुनिको बहुत फटकारा | 

( बा० रा० अयोध्या० सर्ग १०३, १०८१ १०९ ) 

भगवान्‌ श्रीरामका प्रजाजनोंके साथ भी बहुत ही खार्थ- 
त्याग और प्रेमयुक्त आद व्यवहार था । जब भगवान्‌ श्रीराम 
वनगे जाने लगे, तब प्रजा बहुत ही व्याकुल हो गयी और 
बहुतसे लोग भगवानके साथ जाने लगे । भगवानने उनको 
बहुत समझाया, किंतु वे लौटे नहीं । तब भगवान्‌ तमा 
तीरपर उनको रात्रिमै सोते हुए छोड़कर ही आगे बढ़ गये । 

चौदह वर्ष बीतनेपर जब भगवान्‌ अयोध्यामें आये; तब 
यह देखकर कि समस्त प्रजाजन मुझसे मिलनेके लिये आतुर हो 





रहे हैं, उन्होंने 

हे हैं, उन्होंने अनेक रूप धारण कर लिये और सबसे एक 
साथ प्रेमपूर्वक मिले-- 

प्रेमातुर सब्र कोण निहारी \ कोतुक कीन्ह कपार खरारी ॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहि कारा ५ जथाजोग मिळे सबहि कृपारा ॥ 


छन महि सहि मिळे भगवाना \ उमा मरम यह काइँ न जाना ॥ 


इतना ही नहीं, जब राज्य करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो 
गये और भगवान्‌ श्रीरामने अपने दूतोंद्वारा यह बात सुनी कि 
सीताको लङ्कासे वापस लाकर रखनेमें लोग उनकी निन्दा करे हैं, 
तब भगवानूने अन्य सब मित्रोंसे भी इसके विषयमै पूछा | उन 
सवने भी इस बातको ठीक बतलाया । तब प्रजाजनोंके संतोष- 
के लिये भगवान्‌ श्रीरामने निर्दोष होनेपर भी सीताका सदाके 
लिये त्याग कर दिया ( वा० रा० उत्तर० ४३, ४५ ) | 
उनको वनमै छोड़ आनेके लिये पहले श्रीभरतको और फिर 
श्रीशत्रुष्नको कहा तो वे दोनों यह बात सुनते ही मूच्छित हो 
प्थ्वीपर गिर पड़े# | 
"तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामने लक्ष्मणको अपनी शपथ 
दिलाते हुए कहा--“तुम मेरी इस बातका प्रतीकार न 
करना ।? तब लक्ष्मणने दुःखित हृदयसे सीताको वाल्मीकि 
मुनिके आश्रमके निकट छोड़ दिया एवं रोते ओर विलाप 
करते हुए लौट आये । वे मनमै यह विचारकर बहुत शोका 
कुल हो रहे थे कि भगवान्‌ श्रीरामने लोकापवादके कारण 
निर्दोष सीताको छोड़ दिया । तब सुमन्त्रने श्रीलक्ष्मणको 
धैर्यं बँँधाया । 
( वा० रा० उत्तर० सर्ग ४५) ४६) ५०) ५१ ) 
भगवान्‌ श्रीरामने प्रजाके संतोषके लिये ही अपनी प्रियतमा 
सीताका भी सदाके लिये परित्याग कर दिया । इस प्रकार 
खार्थस्यागपूर्वक प्रजा-पाळनके कारण ही उनके राज्यकी 
महिमा वर्णन करते हुए उनके बर्ताबको अनुकरणीय बताया गया 
है । आज मी कहीं किसी कार्यकी उत्तम व्यवस्था होती है 


७ इति वाक्यं समाकण्यं रामस्य भरतोऽपरतत्‌। 
मूच्छितः सन्‌ क्षितौ देहे कम्पयुक्तः सबाण्पकः ॥ 
( पश्म० पाताल० ५६ । ६४ ) 


तथा-- 
इति वाक्यं समाकण्ये रामस्य किल सुत्नु । 
सवेपथुः: पपातोव्यां दुःखितः परदारणः ॥ 


( पन्नम० पाताछ० ५८ । ७-८ ) 











हन “णी 


५२४ 








र रात उसके लिये यह लोकोक्ति कही जाती है कि यहाँ तो 

(राम-राज्य' है | भगवान्‌ श्रीरामके राज्यका वर्णन करते हुए 

श्रीगोखामीजीने बतलाया है-- 

राम राज बैठे -त्रेसोका । हरषित भए गए सब सोका ॥ 

बयरु न कर काहू सन कोई । राम प्रताप बिषमता खोई ॥ 
वरनाश्रम निज निज चर्म निरत बेद पथ लोग । 
चरहिं सदा पातरहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग ॥ 

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोठ अबुध न रुच्छन हीना ॥ 
राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि । 
कार फर्म सुभात गुन कत दुख काहुहि नाहि ॥ 

राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सकहिं फनीस सारदा ॥ 

एक नारि ब्रत रतस झारी \ ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 

खग मृग सहज बयर बिसराई । सअन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 


श्रीरामके इस प्रजापालनके बर्तावको देखकर हमें भी 





# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


न नी न त सवव ा 


~= 





अपने आश्रित जनोंके साथ वैसा 
चाहिये । 


इस प्रकार ऊपर यह दिग्दर्शन कराया गया कि भः 
श्रीराम समस्त सदुणों तथा सदाचरणोंसे परिपूर्ण ये वी 


हम जो भी कार्य करें; हमें वहाँ यह सोचना चाहिये कि 
ऐसे अवसरपर भगवान्‌ श्रीराम किस प्रकार उत्तम व्यवहार 
किया करते थे । यों उनके व्यवहारोंको स्मरण करनेसे हमें दो 
लाभ होते हैं--एक तो भगवानके स्वरूपकी स्मृति बनी 
रहती है और दूसरे उनके-जैसा सुन्दर और उत्तम आदर्श 
व्यवहार करनेकी शिक्षा मिळती है । ये दोनों ही मानव-जीवन- 
के चरम उद्देश्य हैं । इसल्यि हमें भगवान्‌ श्रीरामकी प्रत्येक 
क्रियामै जो आदर्श व्यवहार, महान्‌ गुण, प्रभाव, तत्त्व और 
रहस्य भरा हुआ है, उसे लक्ष्यमे रखकर उनका नित्य-निरन्तर 
भ्रद्धाप्रेमपूर्वक चिन्तन करते हुए ही अपने सपूर्ण शास्त्र 
विहित कर्तव्य कर्मोंका निष्काम भावसे आचरण करना 
चाहिये । 


ही उत्तम बर्ताव करना 





मानवता 
( लेखक--श्रीमदनविहारीलालजी ) 


बड भाग मानुष तनु पावा” 


चौरासी लाख योनियोंमे भ्रमण करनेके बाद मनुष्य 
होना ही बड़े भाग्यकी बात है और इस मनुष्य-जीवनमें दो ऐसे 
स्थान हैं-जिनका मर्म अत्यन्त ही गूढ़ है--एक है, जब 
मनुष्य “मानव? होता है; और दूसरा है, जब वह मानवताको 
पार कर “महात्मा? बन जाता है । 


मनुष्य होनेके प्रायः कई जन्मोंके बाद श्रवण, मनन, 
निदिष्यासन अथवा सल्संगद्वारा मनुष्यको अपने लक्ष्यका 
आभास और तसकश्चात्‌ उसकी प्राप्तिमै अभिरुचि होती है । 
इस अभिरुचिके होनेपर विवेक जाग्रत्‌ होता है | वह सत्‌- 
असत्‌) नित्य-अनित्यश लोकपरलोकका विवेचन करने लगता 
है। ऐसा करते-करते वैराग्य उत्पन्न होता है; अनित्यसे मुँह 
मोड़कर? असत्से फिरकर नित्य तथा सतूकी ओर उसकी प्रबृत्ति 
होती है । वैराग्य उस क्षणिक त्याग-भावनाका नाम नहीं है, 
जो कमी मनुष्यको असफलता अथवा किसीकी मृत्यु आदि 
घटनाके अवसरपर होती है । यहाँ वैराग्यसे वह त्याग अभिप्रेत 
है; जो शानके द्वारा प्राप्त होता है | उसके चरित्रमै विशेषताएँ. 
आने लगती हैं । अपने चरित्रका वह नव-निर्माण करता हि 
उसमें शाम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा तथा समाधानका 


विशेष स्थान होने लगता है । षट्‌-सम्पत्तिका प्रादुंभाव होता 
है | अपने मनको वशमें रखना, इन्द्रियो तथा शरीरपर 
नियन्त्रण करना, सबसे सहानुभूति रखना तथा विरोधी भावों 
अथवा विचारोंवाले मनुष्योंसे विशेष सहानुभूति करना) सर्दी- 
गरमी सहन करना, किसी भी प्रतिकूल परिस्थितिमें अपने 
लक्ष्यसे विचलित न होना, आत्मविश्वास तथा गुरुदेव ओर 
ईश्वरमें दृढ़ विश्वास रखना, अपने लक्ष्यमें एकाग्रता तथा 
अनन्यता बरतना--उसके चरित्रका अङ्ग बन जाता है । ऐसा 
होनेपर वह मुमुक्षु बन जाता है और उसका जीवन प्रेममय 
हो जाता है | यह मुमुक्षुत्व या प्रेम सब साधनोंका प्राण है | 
ऐसा होनेपर मनुष्य “मानव? बननेके योग्य होता है और 
उस महान्‌ ऋषिसंघमे प्रवेश करता है, जिसका उल्लेख 
उपनिषर्दोमै जगह-जगह आया है | यही “मानवता? का 
श्रीगणेश है | यह एक साधनयुक्त जीवन है, जिसमें साधनोंके 
अनेक स्तर हैं । इस सानव-जीवनकी यात्रामै पाँच मंजिलें 


ण, पहुँचनेपर मानवका साधनयुक्त 
जेन पूता पास कर लेता हे और साधक जीवन्मुक्त 
महात्मा हो जाता है | 


मानवजीवनके प्रारम्भ होनेके बाद जिन-जिन सदगुणों- 


जा । 


फे 





~ 
# सच्चे मानवके लक्षण % 





SR 


न्ल्््््््््््््््््य्््््््च््य्ल््््ल््््ल्ल्ल्लसल्ल्ल्चटल<ड्<डिडीदधदयघदबदडडद् 1 सन नमन ड 








का विकास जिन-जिन अवस्थाओंमें अभीष्ट छै उनको पूर्ण 
रूपसे प्राप्त करनेके बाद ही दूसरी मंजिल प्राप्त होती है | 
हरएक मंजिलमें कुछ विशेष शक्तियोंका उभार होता है ओर 
कुछ बन्धनोंको तोड़ा जाता है । 
पहली मंजिलके बन्धन हैं-( १) संशय) ( २) अन्ध- 
विश्वास, ( ३ ) अपनेको अन्य जीवोंसे प्रथक समझना । 
पुनर्जन्म, कर्मके सिद्धान्त, विकासकी महान्‌ योजना आदि 
प्राकृतिक तथ्योंमें छेशमात्र भी संदेह नहीं होना चाहिये | इन 
तथ्योंमे केवल विश्वास या तर्कद्वारा प्राप्त ज्ञान ही नहीं होना 
चाहिये; बल्कि ये तथ्य अनुभवगम्य होने चाहिये। इस 
मंजिलको प्राप्त करनेपर जाग्रत्‌ अवस्थामै भुवलांकका अनुभव 
प्राप्त करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है। 
पहली मंजिलके बन्धनोंकों तोड़नेके बाद मानव दूसरी 
मंजिलपर पहुँचता है, जहाँ उसको जाग्रत्‌ अवस्थामै मानसिक 
लोकमें कार्य करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है । छोक-कल्याण- 
“विषयक कार्य करनेकी उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती 


- है और उसी अनुपातसे निःस्वार्थताका भाव भी उसमें ओर 


अधिक आ जाता है । अब उसे सिद्धियाँ प्राप्त करायी जाती 
हैं | इस मंजिलवालेको एक बहुत बढ़े खतरेसे बचना है, 
` बह है “गर्ब? । इसके बाद तीसरी मंजिलमें प्रवेश होता है । 
तीसरी मंजिल प्राप्त करनेपर दो बन्धनोंको तोड़ना है-- 

( १ ) कामराग तथा (२ ) पतिघा । कामरागवाले बन्धन 
तोड़नेसे अभिप्राय है उस अवस्थाको प्राप्त कर लेना, जिसमें 
किसी प्रकारकी वासना सता न सके | “पतिघा? जो पाली शब्द 
है, उसके बन्धन तोड़नेसे तात्पर्य है--ऐसी स्थितिको प्राप्त 
करना; जिसमें आप द्वन्द्वातीत हो । सुख-दुःख; हानि-लाम) 


हार-जीत) मित्र-शत्रु सबमें समत्वकी अनुभूति कर सके । इस 
अवस्थाको “हंस? अबस्था भी कहते हैं | कारण यह है कि 
अव “जीव” अपनेको “आत्मा? खरूपमे भलीमाति पहचान 
लेता है और कहता है 'अह सः अथवा “सोऽहम्‌? ( मैं 
वही हूँ ) | इस अवस्थाके प्राप्त होनेपर स्वेच्छापूर्वक जाग्रत 
अवस्थामै मानसिक लोकके अरूप खण्डमे कार्य करनेकी 
क्षमता प्राप्त हो जाती है । 

इसके वाद है--चौथी मंजिल, जिसमें मानव-जीवन- 
सम्बन्धी पाँच बन्धनोंको तोड़ना है । वे हैं ( १ ) रूप-राग, 
( २) अरूप-राग, ( ३ ) मान, (४) चञ्चलता, (५) 
अविद्या । इन बन्धनोंका वास्तविक मर्म कोई पहुँचा हुआ 
व्यक्ति ही बता सकता है।इस अन्तिम बन्धन अविद्याको पार 
करनेपर आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है । उसे कुछ भी जानना 
शेष नहीं रह जाता | इसे “परमहंस? अवस्था भी कहते हैँ । 


इस परमहंस अवस्थाको पार करनेपर पॉचबीं मंजिल 
जीवन-मुक्त अवस्था या महात्मा पदकी है । यही है--मानवता- 
को पार कर जाना । “मानवता” की सीमा पार होनेपर मानव 
“दिब्य? बन जाता है । उसके अपना कुछ नहीं होता । वह उस 
महान्‌ ईश्वरीय विधानका अङ्ग हो जाता है । इस अवस्थामै 
जिनःजिन शक्तियोंका उभार होता है उन्हें सर्व-शक्तिमत्ता) 
सर्वज्ञता एवं सर्व व्यापकता ही तो कह सकते हैँ । यह होता 
है मनुष्यके मानवताकी सीमा पार करनेपर । यह मनुष्यको ही 
प्राप्त होताहै । तभी तो कहा है-“बडें भाग मानुष तनु पावा |? 
बह और भी बड़भागी है, जो इस साधनयुक्त जीवनमै 
लगा है । धन्य है वह मनुष्य, धन्य है बह साधना और धन्य 
है मानवता ! 


--०-३-<-४)-९-६४8--9-+77 
८ सञ्चे मानवके लक्षण 


| जो नर दुखमें दुख नहि मानै। है 

5 सुख सलेह अरु भय नहिं जाके? कंचन माटी जाने ॥ 

घ हि निदा नाहि अस्तुति जाके' लोभ मोइ-अभिमाना | 

श्री हरणः सोकते उसकै नियाणिर ताहि मानत माता ' 
पख आसा-ममता सकल त्यागिके जगत रह निरासा । 

शि काम-क्रोध जेहि परसै नाहिन' तेइ घट ब्रहम निवासा ॥ . 


ती नानक लीन भयो 


टू पे कीन्ही, तिन यह जुगति पिछानी । 
गुरु किरप (| जेहि नरप व्र 

पानी सँग पानी ॥ 
गोविद्मे ज्यौ पानी सँग 

















५२६ कै मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 
MS = | 0000 ति 








सर्वकल्याणप्रद श्रीहनुमँदष्टक 


SRR SR 





i सं सं सं सिद्धिनाथं प्रणतभयहरं वायुपुत्रं बलिष्ठम्‌ । 
i वन्देऽहं दिव्यरूपं विकसितवद्नं गर्जमानं कपीन्द्रम्‌ ॥ 
i तं तं तं लोकनाथं तपनमुखधरं शरीतरिनेत्रखरूपम्‌ । 


| रर रं रामदूतं रणमुखरमणं रावणच्छेदनार्थम्‌ ॥ १॥ 


डँ ड डँ डाकिनीनांप्रमद्बलहरं योगिनीुन्द्रूपम्‌ । 
क्षं क्षं क्षं क्षिप्रवेग॑ तरितवननिर्धि जानकीद्शनार्थम्‌ ॥ 
छं छं छं उश्मिनान्त छलभयह्रणं मर्दैन बबराणाम्‌। 
कि कि कि कालवं छुबगयलवरं॑ नोम्यहं 

बँ दूँ दूँ वृद्धिरूप तरिभुवनरमणं प्राणिनां प्राणरक्षम । 
हौ व हीं रब्द्तस्बं जगद्घइरण दैत्यसंहाररूपम्‌ ॥ 
देवानां शान्तिरूपं सकलगुणनिधि पापिनां पावनं त्वम्‌ । 


चाञ्जनेयं भजेऽहम्‌ ॥ ४॥ 





€ 
% सवेकल्याणप्रद श्रीहनुमंदष्टक * 


oo 


Dl NMS 





ww 
क्र 


w 


3९ 


क्रोशयन्तं समरभुवि महाक्रव्यभक्षीकुळानाम्‌। 
हाँ हासयन्तं भगणग्रहयुतं स्वेन रूपेण तं खम्‌ ॥ 


(>: 


श्री साधुरूप॑ पवनवरसुतं वानरणामधीशम्‌। 


५० 


की ही की ज्ञानरूपं दुर्तिशतहरं भावयेऽहं कपीशम्‌ ॥ ५॥ 


हृ 


श्े, CG 
2 


2 अब 


च चैँ चैँ वर्वराणां क्षयकरणपरं ज्ञानगम्यं कपीशम्‌ । 
अं अं अं आञ्जनेयं शुणिगणनमितं गोपिकास्‌जुतुष्टम्‌॥ 
नादेनाकम्पयन्तं खचरवरबलं लक्ष्मणप्राणदानम्‌। 
खँ खँ खँ खड़हस्तं दरासुघदमनं नोस्यहं वायुपुत्रम्‌ ॥ ६॥ 


अ डँ? ॐ काररूपं त्रिभुवनपठितं मन्त्रतन्त्रस्ररूपम्‌। 
तं तं तं कोपि तत्वं दिनकरतिलकं प्रीतिपात्रं पवित्रम्‌ ॥ 
थं थं थं स्थाणुरूपं प्रमथगणनुतं राक्षसान्‌ भीषयन्तम्‌। 
दूं दं दं दण्डयन्तं वृषविसुखनरान्‌ नोम्यहं तं कपीशम्‌॥ ७॥ 


घं चं घं धावमानं धरणिधरधर भूधराकाररूपस्‌। 
राकाचारान्‌ ग्रसन्तं रविकुखुखदं रावणं रावयन्तम्‌॥ 
ने नं नं नाममात्रान्नरकलुषहरं नारसंघट्टनाद्म्‌ । 
नादेनापूरयन्तं गिरिवरविवरान्‌ नोम्यहं तं कपीग्द्रम्‌॥ ८॥ 


हुँ हं हं हा क सीते ! रवमिति धरणि जायते संहरन्तम्‌। 
क॑ कं कं काळरूपं दशसुखतनयस्याङ्गनां भर्त्सयन्तम्‌ ॥ 
गं गं गं गीयमानं खुरनरसुनिभिवेदवेदान्तगम्यम्‌। 


बन्देऽहं कामरूपं भवभयहरणं पावमानं वरेण्यम्‌ ॥ ९॥ 


संग्रामे शत्रुमध्ये जळनिधिविप्ये व्याघ्रसिंहादिपाते । 
राजद्वारे च नीतौ गिरिवरविवरे पत्तने वा वने वा ॥ 
भूतप्रेतेषु सर्वग्रहगणदुरिते  शाकिनीवीरकष्टे । 
यस्त्वेतत्पावमाने पठति यदि नरश्चाएकं तं न दुन्बम्‌ ॥१०॥ 
॥ इति श्रीहनुमदष्टकं समातम्‌ ॥ 
( प्रेषक--श्रीशिवचेतन्यजी ) 
——— FEB 


RRR CCS 




















५२८ 


Too 





# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्था ३ 


नि स 





धर्मनिष्ठा 


धमंपुत्र युधिष्ठिर 

“तुम्हे अभी कौरवोंसे युद्ध करना है । नकुल या सहदेव 
क्या सहायता करेंगे तुम्हारी ? प्रचण्ड पराक्रमी भीमसेन या 
अप्रतिम अख्ञज्च अर्जुनका जीवन तुम क्यों नहीं माँगते ।? 
यक्षने युधिष्ठिरस पूछा । 

द्यूत-सभामे पराजित पाण्डव वनमें भटक रहे थे | प्यास- 
से व्याकुल जलकी खोजमें वे एक-एक करके इस सरोवरपर 
आये थे । कोई यक्ष कहता था- “मेरे प्रश्नका उत्तर देकर 
जळ ग्रहण करना, अन्यथा मरोगे |? किसीने यक्षकी बातपर 
ध्यान नहीं दिया | सब मृत पड़े थे सरोवर-तटपर | अन्तमें 
युधिष्ठिर आये । यक्षके प्रश्नका उत्तर देकर उसे संतुष्ट किया । 
यक्षने एक भाईको जीवित कर देना खीकार किया तो उन्होंने 
नकुल या सहदेवकों जीवित करनेकी बात कही । 

“आगे जो प्रारब्ध-विधान होगा हो रहेगा, किंतु मेरी दो 
माताएँ हैं, उनमें माता कुन्तीका पुत्र मैं जीवित हूँ | मेरी दूसरी 
माता माद्रीके वंशकी भी रक्षा हो, इसके लिये आप नकुल या 
सहदेवमेंसे एकको जीवित करें |? 

उत्तीर्ण हो गये धर्मपरीक्षामें धर्मपुत्र । यक्षके रूपमै तो 
स्वयं उनके पिता धर्म थे । युधिष्ठिरके सभी भाइयोंको जीवन 
तो मिलना ही था । 


धर्मराज युधिष्ठिर 


“यह श्वान मेरे साथ हैओर मैं सहचरका त्याग नहीं कर 
सकता । इसे भी बैठाइये विमानमें ।? युधिष्ठिरका आग्रह 
सुनकर हँस पड़े देवराज इन्द्र--“भला खर्गम कहीं कुत्ता 
जा सकता है |? 

“इसका त्याग करके तो में जानेको प्रस्तुत नहीं |” 
युधिष्ठिर अविचल अपने निश्चयपर--“अपने आधे पुण्य मैं 
इसे अर्पित करता हूँ |! 

राज्य त्यागकर हिमाल्यमें अवधूत बने आ गये । रानी 
द्रौपदी तथा क्रमशः चारों भाई मार्गरमे गिर गये और उनकी 
ओर मुड़कर देखातक नहीं-लेकिन श्वान आश्रित है 
आश्रितका त्याग केसे कर दें धर्मराज । 

इवानवेशधारी धर्म अपने अंश इस मानव घर्मराजसे 
कितने उत्फुछ हुए---कहना पड़ेगा ! 


धर्मनिष्ठ करण 

“कल ही चक्रवर्ती पद्पर तुम्हारा अभिषेक हो | युधिष्ठिर 
तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हारे ऊपर छत्र धारण करेंगे और 
भीमसेन तथा अर्जुन चामर करेंगे | नकुल-सहदेव तथा मैं भी 
तुम्हारी आज्ञाका अनुवर्तन करूँगा । तुम कुन्तीके ज्येष्ठ पुत्र 
मेरे साथ चलो और अपना खल्व प्राप्त करो !? पाण्डवोंके 
संघिदूत बनकर श्रीकृष्ण हस्तिनापुर आये और जव असफल 
लौटने लगे, तब उन्होंने कर्णको कुछ दूरतक अपने. रथपर 
बैठा लिया और यह बातें बड़े प्रभावपूर्ण ढंगसे कहीँ । 


“मधुसूदन ! में जानता हूँ कि मैं देवी कुन्तीका ज्येष्ठ पुत्र 
हूँ और यह भी जानता हूँ कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर यह जानते 
ही मेरे पेरोंक्रे पास आ बैठेंगे।? महामनस्वी कर्ण कह रहे थे-- 
(किंतु जनार्दन ! मेरा अनुरोध है कि आप युधिष्ठिरसे यह 
बात न कहें | ढुयाँधनने मेरा तव सम्मान किया, जब कोई मेरा 
नहीं था । उसने मुझे अपनाया, राज्य दिया और मेरे भरोसे 
ही वह युद्ध करनेको उद्यत है । में उसको छोड़ नहीं सकता । 
कर्ण विश्वासघात नहीं कर सकता पुरुषोत्तम !? 


उदार-मानस शल्य 
“आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ पथमें १? मद्राधिपति 
शल्य चौंके उस समय जत्र हस्तिनापुर पहुँचनेपर दुर्योधन 
उनकी सेवामें उपस्थित होकर यह प्रश्न कर बैठा | 


माद्रीके सगे भाई, नकुलसहदेवके मामा शल्य विख्यात 
शूर थे । दो अक्षौहिणी सेनाके साथ मद्रदेरासे वे पाण्डवोंकी 
सहायता करने चले थे । मार्गमे स्थान-स्थानपर उन्हे विश्राम- 
शिविर मिले और उन झिविरोंपर नियुक्त सेवकोंने शल्यका 
उनकी सेनाके साथ भळी प्रकार सत्कार किया । झाल्य समझते 
जह व्यवस्था युधिष्ठिरने की है | लेकिन पाण्डव निश्चिन्त 
थे कि मामाजी तो अपने पक्षमें आबेंगे ही । 


'सेवकने तो कर्तव्यका पालन किया |? दुर्योधने वह 
चन सवस्था की थी, यह उसने सूचित कर दिया और फलतः 
शब्यने अनिच्छापूर्वक अपना कर्तव्य माना कौरव 
करना वे पाण्डवक्षमें जाते तो दोनों ओरकी सेनाका सं 
बळ समान हो जाता, किंतु - - - - | 


6, 


त्याग 





~ 


युधिष्टिर ओर कुत्ता 


~ 


युधिष्टिर और यक्ष 





दुर्योधन और शल्य 


श्रीकृष्ण और कर्ण 





# सच्चे मानवकी दृष्टि % 


री 
लड्डा 


५२२ 











सच्चे मानवकी दृष्टि 
[ जिधर देखता हूँ, उधर तू ही तू है ] 


( लेखक--श्रीक्ग्णदत्तजी भट्ट) 


वेद कहता है-- 
“ईशा वास्यमिदं सर्व ग्रत्किचे जगत्यां जगत्‌।! 
अर्थात्‌ 
ल का आवास यह सारा जगत !* 
उपनिपद्‌ ( कठ० २। ५ । ९-१० ) कहता है-- 
अग्निर्ययैको भुवन प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
वायुर्यमैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रसिरूपो बहिश्च॥ 
(सब भूतोंके भीतर रहनेवाला आत्मा एक है। लट्‌ 
हरे-पीठे हैं, छाल-नीले हैं, इससे क्या ? प्रकाशका “द्रोसमिटर” 
तो एक ही है । गुब्बारे रंग-विरंगे हैं, हवा सबके भीतर 
एक ही भरी है |! 
भागवतमें कहा है-- 
खं वायुमरिंन सलिलं महाँ च 
ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं 
यत्‌ किंच भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
“आकारा हो, वायु हो) अग्नि हो, जल हो, पृथ्वी हो, 
चन्द्रमा हो, सूर्य हो ग्रह हो, तारे दों? कोई भी जीव हो; 
दर्सो दिशाएँ हों, वृक्ष हो, नदी हो, सागर हों--सभी तो 
हरिके शरीर हैं। सबको अनन्य भावसे प्रणाम करना चाहिये ।? 
गीता कहती है-- 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
झुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
“विद्या और विनयसे सम्पन्न ब्राह्मण हो, गौ हो, हाथी 
हो, कुत्ता हो, चाण्डाल हो--शानीलोग सबै समदृष्टि 
रखते हैं ।? 
यो सां पर्‍्यति सर्वत्र सव॑ च मथि पञ्यति। 
तस्याहं न प्रणञ्यासि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
“जो मुझ ( ईश्वर ) को सर्वत्र देखता दै. और सबको 
मा० ४० दछ” 


'मुझ ( ईश्वर ) में देखता है, न तो वह मेरी ( ईश्वरको ) 


दृष्टिसे ओझल होता है और न मैं ( ईश्वर ) उसकी दृष्टिसे 
ओझल होता हूँ ।? 
समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनञ्यत्स्वविनञ्यन्तं यः पर्यति स पश्यति ॥ 


“जो सभी नाशवान्‌ प्राणियोमे अविनाशी परमेश्वरका 

समभावसे दर्शन करता है, उसीका देखना देखना है ।? 
x x x 

मतलब १ 

प्रक्रतिके कण-कणमे प्रत्येक जीवमें, प्राणिमात्रमे--एकः 
मात्र प्रभुका निवास है । प्रभु घट-घटवासी हैं | विश्वका एक 
भी कोना ऐसा नहीं) एक भी क्षुद्रतम कण ऐसा नहीं) 
कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं) जहाँ वे विराजमान न हों । तभी 
तो कबीर कहते हैं--- 
सब घट मोरा साइया, सुनी सेज न कोय ) 
दा घट की नरिहारिय जा घट परगट होय॥। 
नरसी भगत कहते हैं-- 


अखिक ब्रह्मांडमां एक तू श्रीहरि 
जुजने रूपे अनन्त भासे \ 
देहमा देव तुं तेजमां तल तुं 
शुन्य मां शब्द थइ वेद वासे ॥ 
पन तुं, पाणी तुं, भूमि तु भूषण 
वृक्ष थई फूछी रह्यो आकशि\ 
बिविध रचना करी अनेक रस ठेवाने 
श्र्प्रिथको जीव थयो ए ज अशे ॥ 


भिन्-भिन्न रूपोंमे, भिन्नभिन्न बस्तुओंमे एकमात्र 
प्रभुकी लीळाका ही तो विकास हो रहा है । पञ्चतत्वोंको 
लीजिये चाहे पद्चतन्मात्राओको; इन्द्रियोंको लीजिये चाहे 
मनको; बुद्धिको लीजिये चाहे अहंकारको- सर्वत्र वे ही 


तो बैठे क्रीड़ा कर रहे दै । सारे ब्रह्माण्डमे उन्हींकी तो 
एकमात्र सत्ता है । - 





५२० 


* मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका ३: 


क Sinn जि नई 
एकै पवन एक ही पानी, एक ज्योति संसारा । फिर तो-- 


एकहि खाक गढ़े सत्र भांडे एक हि सिरजनहारा ॥ 
सभी तत्वदर्शी घूम-फिरकर इसी तथ्यपर पहुँचे हैं 
कृष्णेर मूर्ति करे सर्वत्र झरूमरू, 
सेइ देखे जार आखि हय निर्मळ!» 
'प्रकृतिके कण-कणमे श्रीकृष्णकी ही मूर्ति तो झलमला 
रही है । पर उसका दर्शन केवळ उसीको होता है, जिसकी 
दृष्टि निर्मल होती है |? 
गोपियोंने पायी थी यह दृष्टि | तभी तो उनका रोम- 
रोम पुकारता था-- 
जित देखें तित स्याममयी है ! 
स्याम कुज बन जमुना स्यामा स्याम गगन घन घटा छयी है । 
सब रंगनमें स्याम भरो है लोग कहत यह बात नयी है॥ 
हों बोरी कै लोगन ही की स्याम पुतरिया बदि गयी है। 
श्रुतिको अच्छर स्याम देखियत, अरस ब्रह्म छनि स्याममयी है ॥ 
सब कुछ तो श्याम हैं | कुंजवन इयाम है, यमुना इयामा 
है, आकाशमै घिरी घटाएँ श्याम है । सभी रंगॉमें एक ही 
रंग भरा पड़ा है और वह रंग दै- श्याम | अक्षर श्याम है, 
ब्रह्मकी सारी छबि श्याम हो रही है-- 
जित देखो तित तोय । 
कॉकर पाथर ठीकरी भये आरसी मोग! 
यह दृष्टि आयी कि सबमें आत्मदर्शन होने लगता है | 
कंकड़ ओर पत्थरमें भी दर्पणकी भाँति अपना चेहरा दीखने 
लगता है । 
'दिकके आइने में है तस्वीर यार 
जब्र जरा गर्दन झुकायी, देख ही !, 
भक्त इसी मस्तीमै डूबकर पुकारता है-- 
'निगह अपनी हक्रीकत आशना माळूम होती है, 
नजर जिस शय पै पड़ती है खुदा माठूम होती है !, 
यह दृष्टि आते हदी रोम-रोम पुकारने लगता टे 
'जिचर देखता हुँ उधर तू ही तुहै, 
कि हर शय में जवा तेरा हूनहु है । 
सुनता हू इर उक्त तेरी 
तेरा जिक्र बिरदे 


कहानी, 

अर्वा बूब॒क है! 
आँखोमै यह रंग भरा नहीं; नाकपर यह चरमा चढ़ा 

नहीं कि इष्टिकोण ही बदुळ जाता है | 


जिस सिम्त नजर कर देखे हैं, 
उस दिख्वर की फुर्वारी है, 
कहीं सब्जी की हरियाली है, 


कहीं फूलों की गिळकारी है | 

मनुष्य इस आनन्दे विभोर हो उठता है | कहने 
लगता है-- 

लाली मेरे लाए की जित देख्‌ तित लाळ । 

हाळी देखन में गयी, में भी हो गयी लाळ !!) 

> > २८ 

माना; वेद और पुराण, भागवत और गीता, महाभारत 
और रामायण, संत और महात्मा सभी पुकार-पुकारकर 
कहते हैं कि ईश्वर प्रकृतिके कण-कणमें व्याप्त है, प्रभु घट- 
घरासी हैं, सर्वत्र उसके दर्शन करने चाहिये--- 

पर सवाल तो यह है कि ये .दर्शन किये कैसे जायें, 
दृष्टि इतनी निर्मल बने कैसे कि पापी और पुण्यात्मामें, भले 
और बुरेमें, ऊँच और नीचमें, छोटे और बड़ेमें इम ¬| 
मगवद्दर्शन करने लगें ! 

सचमुच बड़ा टेढ़ा सवाल है यह | 

“गीता-्रवचनमें? दसवें अध्यायकी व्याख्या करते हुए 
विनोबाने इसका उत्तर दिया है-- 

“यह अपार सृष्टि मानो ईश्वरकी पुस्तक है | आँखोपर 
गहरा पर्दो पड़नेसे यह पुस्तक हमें वंद हुई-सी जान पड़ती 
दै । इस सृष्टिल्पी पुस्तकर्मे सुन्दर वणां परमेश्वर सर्वत्र 
लिखा हुआ है ।.परंत वह हमें दिखायो नहीं देता | ईश्वरका 

९ होनेमें 

कन दीनेम एक बड़ा विन्न है। वह यह कि मामूली 
सरळ नजदीकका ईश्वरखरूप मनुप्यकी समझें नहीं आता 
और दूरका म उसे हजम नहीं होता । ईश्वर यदि 
अपनी सारी सामर्थ्यके साथ सामने आकर खड़ा हो जाय तो 
वह हमें पच नहीं सकता । यदि माताके सौम्यरूपमे आकर ~| 
हो जाय तो वह जैँचता नहीं | पेड़ा-बर्फी पचता नहीं-- 
८५५ हम “य स्चता नहीं । ये लक्षण हैं-पामरताके, 
भांग्यय के 
बट दन ? मरणके ! ऐसी ह रुग्णा मन:स्थिति परमेश्वरके 
दशनमै बड़ा विव्न २ 
द्‌ हत बड़ा भारी विघ्न है।इस मनःसितिक्रो हटानेकी 
बड़ी भारी जरूरत है |? 

विनोबा कहते हैं--.. - 

षं 7 > 

शोको वंमा दो तरह सिस्ायी जाती है | एक 


१ 





सर 


क सच्चे मानवकी दृष्टि % 


ललकी  ि  णणणणजििि रि भ्र 


तरकीब है पहले बड़े-बड़े अक्षर लिखकर बतानेकी। फिर इन्हीं 
अक्षरोंको छोटा लिख-लिखकर बताया जाता है । वही “क? 
और “ग? परंतु पहले ये बड़े थे, अब छोटे हो गये । यह 
एक विधि हुई । 





“दूसरी विधि यह कि पहले सीधे-सादे सरल अक्षर 
सिखाये जायँ और बादमें जटिल संयुक्ताक्षर | ठीक इसी 
तरह परमेश्वरको देखना-सीखना चाहिये । 


“पहले स्थूळ; स्पष्ट परमेश्वरको देखें | समुद्र, पर्वत आदि 
महान्‌ विभूतियोंमें प्रकटित परमेश्वर तुरंत आँखोंमें समा 
जाता है । यह स्थूल परमात्मा समझमें आ गया तो एक 
जलू-बिन्दुमें, मिट्टीके एक कणमें बद्दी परमात्मा भरा हुआ 
है, यह भी आगे समझमें आ जायगा । बड़े “क? ओर छोटे 
धक? में कोई फर्क नहीं, जो स्थूलमें है, वही सूक्ष्ममें । यह 
एक पद्धति हुई । 

“दूसरी पद्धति यह है कि सीधे-सादे सरळ परमात्माको 
पहले देख लें, फिर उसके जटिल रूपको । राममें प्रकटित 
परमेश्वरी आविर्भाव तुरंत मनपर अङ्कित हो जाता है । राम 
सरल अक्षर है । यह बिना झंझटका परमेश्वर है । परंतु 
रावण ! वह मानों संयुक्ताक्षर है | पहले रामरूपी सरल अक्षर- 
को सीख लो, जिसमें दया है, वत्सलता दै; प्रेममाव दै । ऐसा 
राम सरल परमेश्वर है । वह तुरंत पकड़मे आ जायगा । 
रावणमें रहनेवाले परमेश्वरको समझनेमै जरा देर लगेगी । 
पहले सरल) फिर संयुक्ताक्षर | सजनोंमें पहले परमात्माको 
देखकर अन्तमै दुर्जनोंमे भी उसे देखनेका अभ्यास करना 
चाहिये । समुद्र-स्थित विद्या परमेश्वर ही पानीकी बूँद्मै 
है । रामके अंदरका परमेश्वर ही रावणमे दै । 


जो स्थूलमे है, वही सूक्ष्मं भी । जो सरमे है, वही 
कठिनमें भी । इन दो विधियोंसे हमें यह संसाररूपी ग्रन्थ 
पढ्ना-सीखना है । 

(सारी सृष्टिमे विविध रूपोंमें--पवित्र नदियोंके रूपमे 
बिशाल पर्वतोके रूपमै, गम्भीर सागरके रूपमै» दिलेर सिंहके 
रूपमै, मधुर कोयलके रूपमै, सुन्दर मोरके रूपमे, स्व॒ च्छ 
एकान्त-प्रिय सर्पके रूपमे, पंख फड़फड़ानेवाले कौवेक्रे रूपमै, 
दौड़-धूप करनेवाली ज्वाळाओंके रूपमै, प्रशान्त तारोंके 
रूपर्मे- सर्वत्र परमात्मा समाया हुआ है । आँखोंक्रो उसे 
देखनेका अभ्यास कराना है | पहले मोटे और सरल अक्षर, 
फिर बारीक और संयुक्ताक्षर सीखने चाहिये । संयुक्ताक्षर न 


५३१ 








सीख लेंगे, तबतक प्रगति नहीं हो सकती । संयुक्ताक्षर पद- 
पदपर आयेंगे । दुर्जनोमै स्थित परमात्माको देखना भी सीखना 
चाहिये । रामं समझमे आता है, परंतु रावण भी समझमें 


आना चाहिये । प्रह्वाद जँचता है, परंतु हिरण्यकशिपु भी 
अचना चाहिये । 


“आगसे जळ जानेपर पॉव सूज जाता है, परंतु सूजनपर 
सेंक करनेसे वह ठीक दो जाता है । दोनों जगह तेज एक ही, 
पर आविर्भाव भिन्न-भिन्न है । राम और रावणमें आविर्भाव 
भिन्न-भिन्न दिखायी दिया, तो भी वह है एक ही 
परमेश्वरका ।! 

विनोवाने अन्तमे निष्कर्ष यों निकाला है-- 

“स्थूळ और सूक्ष्म) सरळ ओर मिश्र, सरळ अक्षर और 


संयुक्ताक्षर सब्र सीखो और अन्तमे यह अनुभव करो कि 








परमेश्वरके सिवा एक भौ खान नहीं है । अणुरेणुमे भी 
बही है । चींटीसे लेकर सारे ब्रह्माण्डतकर सर्वत्र परमात्मा 
ही व्याप्त है। सबकी एकसी चिन्ता रखनेवाला कृपाल, 








ज्ञानमूर्ति, वत्सल, समर्थ) पावन) सुन्दर परमात्मा हमारे चारो 





ओर सर्वत्र खड़ा है ।? 


xX > xX 
तो, यह तो समझमै आया कि प्रभु सर्वत्र खड़े है, घटः 
घटे व्याप्त हैं । पर टेढी खीर यही दै कि सवें उनके 
दर्शन हों केसे १ 
माता-पितामे, गुरुमै, बालक) परमेश्वरका वात्सल्य 
और सारल्य स्पष्ट शब्दोंमे लिखा हुआ दै । यहाँसे फिर 
आगे बढें । धीरे-धीरे दुष्टमे मी जब हम परमेश्वरका दर्शन 
करने लगें, तब कहीं हमारी साधना पूरी होगी | एक दिन 
पदयात्रामे मैंने विनोबासे पूछ ही तो लिया-- 


“बाबा ! आपने गुरु, माता, पिता, बालक आदिमे हरि 
दर्शन करना सरल अक्षर बताया है, दुर्जन और दुष्टमे हरि 
दंन करना संयुक्ताक्षर | सरळ अक्षर तो थोड़ा-बहुत समझमें 
भी आता है, परसंयुक्ताक्षर तो समझमे ही नहीं आता। दुष्टोमे हरि- 
दर्शन करना तो बहुत कठिन लगता है | विनोबा बोले-'सो तो है। 
मैं मानता हूँ कि यह कठिन है। मूर्तिको नारायण मानना कठिन 
नहीं, कारण; उसमें न राग-देष होता हैः न क्रोध | पर मनुष्यको 
और मुख्यतः दुष्ट मनुष्यको नारायण मानना कठिन होता दै; 
क्योंकि यह नारायण कमी क्रोध करता हे; कभी मत्सर । 

















५३२ 


१: मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


ज 











यह कभी कोई रूप धारण कर लेता है, कभी कोई । लेकिन 
हमे तो इसमें भी नारायणक्रा दर्शन करना ही है | जब वह 
क्रोध करे तो हम समझें कि इस समय नारायणका क्रोधरूप 
प्रकट हो रहा है | जब मत्सर करे तो समझें क्रि इस समय 
नारायणका मत्सररूप प्रकट हो रहा है | वह कंजूसी प्रकट 
करे तो हम समझें कि इस प्रकार नारायणका कंजूसरूप प्रकट 
हो रहा है । ऐसे जो-जो रूप दीले, उसीमें हम अपनी यह 
बृत्ति बना ळे कि नारायण इस समय इस रूपमै प्रकट 
हो रहा है !? 
x x x x 
यहीँ मुझे भोजपुरीकी एक कहानी याद आती है !' 
बंगाली बाबू मिजाजके हसोड़, स्वभावके मिलनसार | 
एक मछुआइनके मुखसे- साँझ होखेपर आइल, अत्रही- 
ले रउआँ कुछ खरीदलीं ना--( संध्या होनेको आवी, अब- 


तक आपने कुछ खरीदा ही नहीं ) सुनकर उन्हें वैराग्य हो . 


जाता है । घर-बार छोड़ पहुँचे एक साधुके चरणोंमे । 

बंगाली ! 

जी गुरुदेव ! 

हमार उपदेश दिलमें उतर गइल ! ( हमारा उपदेश 
हृदयमे उतर गया १) ` 

जी गुरुदेव ! 

कह त, का समझले बाड़ ! 
समझे हो १ ) 

यह शरीरम हमरा साथे जे इसवर बाड्न, ऊदे सबमें 
बाड्न, आ सबके नचा रहल बाड्न । दुनियाँमें जे कुछ हो 
रहल बा; सब उनके लीला ह | ( इस दरीरमें हमारे साथ 
जो ईश्वर है) वही सबमें हैं और सबको नचा रे हैं । दुनियामें 
जो कुछ हो रहा है, सब उनकी लीला है | ) 

“तब, एसे का समझल १? ( तब इससे क्या समझे १) 


एहसे गुरुदेव इह समझलीं कि केहूसे इरखा चाहे बैर- 
बिरोध ना करेके चाहीँ | केहू प खिंसिआइल बेजाय बा । 
केहूके ना धोखा देवेश आ ना केहूसे कपटके बेवहार करे | 
सब पे दया, सबसे प्रेम आ सच्चाईके बेवद्वार करे | ( इसमे 
गुरुदेव ! यदी समझा कि किसीसे ईर्ष्या या वैरविरोध नहीं 
करना चाहिये । किसीपर क्रोध करना अनुचित है | किसीको 


SR 2070 
नन 


१. दू राही वन्दावनविहारी, भोजपुरी, वर्ष १, अंक १ | 


( बताओ तो क्या 








न धोखा देना, न किसीसे कपटका व्यवहार करना, सतर 
दया करना, सबके साथ सच्चाई और प्रेमका व्यवहार 
करना । ) 

बंगाली, समझ ले त बाड़, लेकिन अब एकर अभ्यास 

कइल बाकी वा | ग्यान जब बेवहारमें वनल रहे, तब समझे के 

चाही, जीव जाग गइल | देख, छव महीना कहला मोताबिक । 
अभ्यास कर | ओकरा बाद हम तोहार परिच्छा लेब । पास | 
होइव त आगे बताइब ! ( बंगाली | समझ तो गये हो, परंतु 
अत्र इसका अभ्यास करना बाकी है | ज्ञान जब व्यवहारमे 
बना रहे, तव समझना चाहिये कि जीव जाग गया है । देखो | 
छः महीने कहनेके अनुसार अभ्यास करो । उसके बाद हम 
तुम्हारी परीक्षा लंगे । पास हो जाओगे तो आगेके ल्यि ; 
बतायेंगे । ) 

जइसन आग्या गुरुदेव ( जैसी आज्ञा--गुरुदेव ) 
कहकर बंगाली बाबू चल दिये | 

> xX x 

पेड़ और लता; पद्म और पक्षी, साप और विच्छू, फूल ज 
और तितली, स्री और पुरुष जो दीख पड़ता, उसे बंगाली 
बाबू साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते । जिसे देखते धरतीपर माथा 
टेक देते | 

उसका नसे पा जहाँ देखा वहीं सर रख दिया ७ 


छः मास ऐसी साधनाके बाद फिर गुरुदेवके चरणोंमें 
हाजिर । 


“छव महीना बीत गइल १? (छः महीने बीत गये!) 
“जी गुरुदेव १? 
“दुनियाँ कइसन बुझाइल १ ( दुनियाँ केसी लगी ! ) 
ना नीमन, ना जवून । (न अच्छी, न बुरी ) 
र्ट व ee मार्नी ! कुछ न कुछ बुझइले होई |? ( यह 
कैस मान, कुछ न कुछ तो लगी ही होगी | ) |.) 
“सब जीवमें इसवरे बाडन | प 
क डन त केकराके नीमन कहीँ, केकराके 
जबून ( सब जीवोर्मि जब ईश्वर ही है, तब किसको अच्छा कहें) 
किसको बुरा कहें । ) 
अइसन ? ( ऐसा ! ) 
सब उनके रूप हृ | सब उनके लीला 
नीमन-जबून देखेवाला | हम त उन कर दास 
लीला ऊ जानस | हम त सब केहूके सरधासे 


ह । हम के हई 
स हुई | उन कर 
परनाम करीला । 


nm 


$ सच्चे मानवकी इष्टि # 


म्म््प्प्प्प्प्पमपप्स््््क्क््क्क्क्क्क्क्क््््््््च्च्च्च --- 


( सब उनके रूप हैं। सब उनकी लीला है। हम कौन हैं 
अच्छा-बुरा देखनेवाले १ हम तो उनके दास दै | उनकी लीला 
बे जानें। हम तो समको श्रद्धाके साथ प्रणाम करते हैं ।) 

अच्छा, तई कहलासे ना होई । हम परिच्छा लेव । देख 
तू अपना गॉँवें चळ जाः आ तिवरियासे भीख माँग ले आव | 
(अच्छा, तो यदह कहनेसे नहीं होगा । हम परीक्षा लेंगे । 
देखो, तुम अपने गॉव चळे जाओ और तिवारीसे भीख मॉग- 
कर छेआओ।) ' 

और इतना सुनना था कि बंगाली बाबू आ गये जमीन- 
पर | बोले--“गुरुदेव | अइसन हुकुम मत दौहल जाय । 
तिवारी हमार कट्टर दुश्मन) जिनिगी भर हमराके उजाड़ेके 
किकिरमे रहल । अव ओकरा दुआरी प ओकरासे भीख मांगें 
जाई | ई हमरासे कइसे होई !? ( गुरुदेव | ऐसी आज्ञा न 
दी जाय । तिवारी हमारा कट्टर दुश्मन है, जिंदगीभर हमको 
उजाइनेके फिक्रमे रहा हैं। अव उसके दरवाजेपर उससे 
भीख माँगने जावँ, यह हमसे केसे होगा! ) 

गुरुदेव बिगड़े । 'ई ना होई, ततें पाखंडी हवस | ग्यानी बनेके 
ढोंग रचले बाड़स | तोरा अइसन ढोंगी खातिर इहा जगह 

नइखे । अबद एहि जा से निकल जा | फेन हमण भीरी मत 

अइहे । ( यह नहीं होगा) तो तुम ढोंगी हो । ज्ञानी बननेका 
ढोंग रचा है। त॒म्दारे-जैंसे ढोंगीके लिये यहाँ जगह नहीं दै । 
अमी निकल जाओ यहाँसे । फिर हमारे पास न आना । ) 

डॉट सुनते बंगाली बाबूकी आँखें डबडबा आर्वी | पैरापर 
लोटकर कहने लगे--छमा कइल जाय | तिवारीके नामे सुनत 
हमार ग्यान हेरा गइल । हम जे कुछ बोलली अपना होसमें 
ना बोललीं । हम अबहीं जा रहल बानी; आ भीख लेके 
आवतानी । आसिखाद दीहल जाव ! ( क्षमा किया जाय । 
तिवारीका नाम सुनते ही मेरा ज्ञान चला गया था । मैंने जो 
कुछ कहा, अपने होदामे नहीं कहा । में अभी जा रहा हुँ 
और भीख लेकर आता हुँ । आशीर्वाद दिया जाय । ) 

x > > 

बंगाली बाबूके मुँहसे “रामजी अपना हाथसे कुछ मीख 
दे देल जाय !” ( रामजी ! अपने हाथसे कुछ भीख दे दी 
जाय । ) सुनते ही तिवारीका वेर धूलमै लोटने लगा । प्रेमके 
आँसुओंमे द्वेष बह गया और वह भी बंगाली बाबूके साथ चल 
पड़ा “चल हमहूँ तोहरा साये चलतानी |! (चलो; हम भी 


तुम्हारे साथ चलते दै | ) 
> > x 





५३३ 











ठीक ही कहा दै तुलसी बाबाने 
उमा जे राम चरनख बिगत काम मद क्रोध \ 
निज प्रभुमय देखहिं जगत का सन करहिं बिरोध ॥ 
जहाँ सबसे ही 'प्रमुके दर्शन होने लगते हे, फिर कहाँ 
ठरता है काम, कहाँ ठहरता है क्रोध, कहाँ ठहरता है मद, 
कहाँ ठहरता है मत्सर ! कहाँ ठदरता है राग ओर कहाँ 
ठहरता दै द्वेष ! 
xX x x 

पर, बड़ी कठोर साधना है यह । 

बड़े-बड़े भी जब-तब इसके शिकार होते रहते हैं । 

तोतापुरी और रामकृष्ण परमहंस एक बार वेदान्तकी 
चर्चा कर रहे थे । 

तभी बगीचेका एक नौकर आया चिलमके लिये धूनीमे 
से आग लेने । 

तोतापुरी उसपर बिगडकर चिमटेका प्रहार करने ही 
जा रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस हँस पढे- छिः छिः, केसी 
शर्मकी बात है यह ! 

तोताराम चौंके तो परमहंसदेव बोले “मै आपके ब्रह्म- 
ज्ञानकी गम्भीरता देख रहा था । आप अभी कह रदे थे कि 
ब्रह्म ही सत्य है और सारा जगत्‌ उसीका रूप दै, 
पर क्षणभरमै आप सब भूल गये और उस आदमीको मारने 
दौड़ पड़े !! 

तोतारामने अपनी गळती महसूस की; “सचमुच मैं तमोगुणः 
के वशीभूत हो गया । क्रोध वस्तुतः महान्‌ शरु है । अब 
उसे कभी अपने पास न फटकने दूँगा ।? 

x x x 
साधना यह कठोर है सही, पर और चारा भी क्या हे! 


इस साधनाके बिना न इहलोक बन सकता है, न परलोक । 


मानवताकी पहली सीढ़ी है यह 


स्री और पुरुष, फिर वे किसी जाति, धर्म) वर्ण) कुलके 
क्यों न हों) सब उसी ईश्वरकी ज्योतिसे जगमगा रहे हैं । 


पछ और पक्षी, कीट और पतंग) चींटीसे-हाथीतक सभी 
उसी प्रकाशसे आलोकित है । 
प्रकृतिके कण-कणमें सर्वत्र उसीका चूर समाना छ! 











५३४ 


इस तत््वकी अनुभूति जबतक हम नहीं करते, तबतक 
हम पाशविक क्रीड़ाओंमें ही आनन्द मनाते रहेंगे, मानवता 
हमें छू न जायगी । हमारी सारी क्रियाएँ काम-क्रोध, लोभ- 
मोह, मद-मत्सर आदि विकारोंसे ही सनी रहेंगी । 


मानवताकी ओर हम केवल तभी अग्रसर हो सकेंगे, जब 
हम इस तथ्यको मान लेंगे कि घट-घटमै ईश्वरीय सत्ता ही 
प्रकाशमान हो रही है और यह अनुभूति आयी नहीं कि 
जीवन अलौकिक बनते देर नहीं । मानवता धन्य हो उठेगी 
उस दिन, जिस दिन हम ऐसा अनुभव करेंगे | 


रामकृष्ण परमहंस कहते हैं-- 


“नरेन्द्र मेरा मजाक उड़ाता हुआ कहता था---हाँ-हाँ, 
सब कुछ ईश्‍वर हो गया है | बर्तन भी ईइबर है, प्याला भी 
ईश्वर है |? पर मेरा तो यही हाल हो गया था । कालीकी 
पूजा छूट गयी । मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि सब कुछ शुद्ध 
आत्मा है । पूजाके बर्तन, पूजा, सुगंध, दरवाजेका चौखटा 
सब कुछ शुद्ध आत्मा । मनुष्य, पशु और सभी प्राणी सभी 
शुद्ध आत्मा है ओर पागलकी तरह मैं चारों दिशाओंमें 
उसीकी पूजा करने लगता |!" 

x >< > 


फिर तो वही हाल होगा कि--- 


जिधर देखता हूँ उधर तूही तू है । 
नदियोमें तू है, पहाड़ोमें तु है ॥ 


* मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


oo oo ooo 








सागरमें तू है, ओ झोलॉमे त्‌ हे । 

पेडोमें तू है, ओ पर्तोम तू है॥ 
भीतर भी तू है, बाहर भी तू है। 

नेकोमें तू है, बर्दोमे भी तू है॥ 
अर्च्छोमें तू है, बुरॉमे भी तू है। 

बूढोंमें तू है, ओ बर्चोमे तृ है ॥ 
छोरेमें तू है, बड़ोमें भी तू है। 

पंडितमें तू है, औ भंगीमें तू है ॥ 
हाथीमें तू है, औं चौटीमें तू है। 

गायोंमें तू है, बछड़ोंमें तू है॥ 
शेरोमे तू है, ओ बकरीमें तृ है । 

झानीमें तू है, औ मूरखमें तू है॥ 
पशुम तू है, औ चिड़ियोमें तू है । 

राजाम तू है, औ रंकॉमें तू है॥ 
डाकूमें तू है, ओ चोरोंमें तू है। 

सञ्जनमें तू है, औ हुम तू है॥ 
सतिर्योमे तू है, असतियोंमें तू है। 

कोड़मे तू है, मकोडोमे तू है॥ 
जिधर देखता हूँ, उधर तू ही तू है॥ 

प्रश्न वह दिन शीघ्र लाये, जब इम ऐसी अनुभूति 


कर सकें । 


जड चेतन जग जीव जत सकर राममय जानि । 
बंद सब के पद कमर सदा जोरि जुग पानि ॥ 


सीय राममय सब जग जानी । करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


>not 


मानव-मानव 


तुम मानव-मानव प्रिय 


माँ मानवताके 


तुलसी ! 
पळी 


सभ्यता धमेध्वृति सह हुलसी ! 


यह मर्त्य मत्यं है, मानवने 
मानव तुमसे संज्ञा 
माया मयोदित कर 
वखुधापर कृतशता लाई। 
जनताकी सीममै चौदश | 

सत-तप-मह-लोक विभा बिलसी। 


पाई । 
प्रभुको 


न मबानीशङ्कर षङ्ङ्गी, एम्‌० ए०, बी० री०, 
TT ७... 


तुम चेतक अमर-बती चातक 
090 


मात अमूति लसी । 
जड़ खाति-तृषामे चेतनता 


~ 


५ 


IR 


* मानवताके परम आदश श्रीराम और श्रीकृष्ण * 











मानवताके परम आदरा श्रीराम और 


५३५ 





श्रीकृष्ण 


लेखक-डा० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज ८ 
( ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌०ए०) पी-एच्‌० डी०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्न ) 


श्रीराम और श्रीकृष्णका स्वरूप 

श्रीभगवान्‌ अन्तर्यामी रूपसे विश्वमें सर्वत्र व्यास हैं । 
विश्व अत्यन्त महान्‌ है; इसमे अनेकानेक ब्रह्माण्डोंके उदय) 
विभव और विलय होते रहते हैं । पुम्प्रकृतिमय विश्व श्री- 
भगवानकी लीलाविभूति कहलाता है | इसके गुणमय विलासमें 
जब धर्मका अपकर्ष तथा अधर्मका उत्कर्ष हो जाता है, तब 
श्रीभगवान यहाँ सामञ्जस्य स्थापित करनेके लिये अवतीर्ण 
होते हैं | अवतारोंमें श्रीराम और श्रीकृष्ण प्रधान हैं, जिन्होंने 
अपने आदर्श सच्चरित्रोके द्वारा वैयक्तिक, पारिवारिक, सामा- 
जिक, राष्ट्रिय और अन्ताराष्ट्रिय मानवीय मर्यादाकी स्थापना 
करके मानवताको समुन्नत बननेकी प्रेरणा दी । 


नारदीय संस्कृति 


मनुकी संतानको मानव कहते हैं । मानव-समूहका पर्याय 
है मानवता, एवं मनूपदिष्ट मानवोचित शुणोंको भी मानवता 
कहा जाता है । मनुजीकी अभिलाषा थी कि भारतके ब्राह्मण 
से विश्वके मानव अपने-अपने चरित्रको सीखें | यहाँके दो 
ब्रह्मर्षियों--चाल्मीकि और व्यासने क्रमशः श्रीराम और 
श्रीकृष्णके चरित्रोंको अपनी काव्य-कलाके द्वारा संसारके 
सम्मुख प्रस्तुत किया । अतः न केवल भारतकी) अपितु 
बिश्वकी समस्त मानवता ही इन दोनों महान्‌ कलाकारोंकी 
चिर-ऋणी रहेगी । वाल्मीकि और व्यास भी खयं एक 
अन्य उदात्त-मना व्यक्तिके चिर-झतज्ञ हैं। उन दोनोंको अपना- 
अपना काव्य लिखनेकी जिन महापुरुषे प्रेरणा मिली, वे दै 
देवर्षि नारद । नारदजीने ही वाल्मीकिसे रामायण लिखवायी 
और उन्दने ही व्याससे भागवतकी रचना करायी । भारतीय 
मानवताकी संस्कृतिके दो ही मुख्य आधार हैन रामायण और 
भागवत | नारदजीकी प्रेरणासे ही इन दोनों ग्रन्थ-रत्नोका निर्माण 
हुआ था; अतएब यह कहना असंगत न होगा कि नारदीय 
संस्कृति ही भारतके मानवकी संस्कृति है और मनुजीकी 
इच्छाके अनुसार नारदीय संस्कृति ही विश्वकी मानवताका 
आदर्श है । 


MS मी 


१. एतदेशप्रसूतस्थ सकाशादयजन्मनः । 
रयं रु चरित्रं शिषेरन/एथिष्यो सवमानषी; ॥ 


मानवके छ; मौलिक गुण 


प्रत्येक मानवके मनमै छ; मौलिक अभिलाघाएँ बीज- 
रूपसे रहती हैं-- 


१-मै जानकार बॅन । (ज्ञान) 
२-मैं बलवान्‌ ओर सुन्दर बा । (श्री) 
३-में प्रभावशाली बनू | ( ऐश्वर्य ) 
४-में अच्छा काम करूँ । ( धर्म ) 


५-मैं आवश्यकतानुसार कुछ त्याग कर-सकूँ ( वैराग्य ) 
६-मेरा नाम हो । ( यश ) 


° 
आदशकी आवश्यकता 
अपने जीवनको उन्नत बनानेके लिये मानव अपने 
सम्मुख कोई-न-कोई आदर्श रखा करता है । जो शूरवीर 
बनना चाहता है, वह हनुमानजीका आदर्शं अपने सामने 
रखता है; सत्यवादी मानव महाराज हरिश्चन्द्रका ध्यान 
रखता है; प्रयल्शील मानव महाराज भगीरथका अनुकरण 
करता है; इसी प्रकार सदाचारिणी नारी श्रीसीता और सती 
सावित्रीके पद-चिह्रोंपर चलती है- इत्यादि । श्रीराम और 


श्रीकृष्णके रूपमै ललित लीला. करके श्रीमगवान्‌ मानवताके _ 


सम्मुख परमोदार आदर्श स्थापित किया करते हैं । श्रीराम 
और श्रीक्प्णमें मानवताको सभी प्रकारके परमोत्तम आद्शकी 
झाँकी मिल जाती है । 

मानवमात्रफे आदर्श श्रीराम और श्रीकृष्ण 

षड-गुण-सग्पन्न भगवानकी लीलाएँ. मानवमात्रके मनको 
मोहित करनेवाली होती हैं। जेसा कि पहले कहा जा चुका है, 
जीवमें भी वे छहों गुण होते हैं, जो भगवानसे होते हैं। 
अन्तर इतना है कि जीवके पडगुण बद्धावस्थामे तिरोहित-से 
रहते हैं और मुक्तावस्थामै भी वे सातिशय रहते हैं; किंतु 
भगवदीय षड गुण नित्य सिङ) परिपूर्ण और निरतिशय होते 
ई | उदाहरणके लिये “ज्ञान! की चर्चा करें तो हम देखेंगे 
कि बनस्पतिसे लेकर बृहस्पतितक ज्ञानकी अनेकानेक भूमि" 
काएँ हैं। वनस्पति शान निम्न कोटिका होता है और 
ृहस्पतिमं उच्च कोटिका; किंत॒ बृहस्पतिका भी शान सातिशय है. 
अर्थात, दुहस्पत्तिका शॉन मिधुणाएमक जगत अस्फुन्द 











५३६ 














कोटिका होनेपर मी भगवदीय ज्ञानकी अपेक्षा अत्यन्त न्यून 
है । यही कारण है कि भगवान्‌ छोटे-से-छोटे जीवसे लेकर 
बड़े-से-बड़े जीवतकके लिये ज्ञानमै आदर्श हैं | जो बात ज्ञानके 
लिये लागू है, वही अन्य गुणोंके लिये मी समझनी चाहिये । 


श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों ही मानवताके लिये गुण- 
घटकमै आदर्श हैं; किंतु विस्तार-भयसे श्रीरामके केवल ऐश्वर्य, 
धर्म और वैराग्यका एवं श्रीकृष्णके केवल ज्ञान, यदा और श्री- 
का दिग्दर्शन यहाँ कराया जा रहा है। 

श्रीरामका ऐश्वर्य 

श्रीराम प्रथ्वीके चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे । साम्राज्य-प्रातति 
लौकिक दृष्टिसे मानवका सर्वोत्तम सुख है | उसपर 
यदि प्रजामें सर्वत्र सुख-सम्पत्ति विराजमान हो तो सुवर्णमें 
सुगन्धका योग हो जाता है । रामराज्यमें प्रजा खस्थ और 
दीर्घायु थी, धन और धान्यकी प्रचुरता थी, सर्वत्र सुख 
और शान्ति विराजमान थे । प्राचीन भारतके नरेश कह 
सकते थे-- 


न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। 
नानाहिताग्नि्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 
( उपनिषद्‌ ) 
अर्थात्‌ “मेरे राज्यमें न कोई चोर दै, न कोई कृपण हे 
और न कोई मदिरा-पान करता है। मेरे राज्यमें ऐसा कोई 
व्यक्ति नहीं है जो हवन न करता हो और ऐसा भी कोई 
नहीं है, जो विद्वान्‌ न हो । मेरे राज्यमे एक भी व्यभिचारी पुरुष 
नहीं है, फिर व्यभिचारिणी स्त्री तो हो ही कैसे |? यह श्रुति- 
सम्मत राजनीति है। श्रीरामकी नीति भी ऐसी ही थी । 
अतएव उनके राज्यमें सर्प और रोगका भय नहीं था, 
अकालमृत्यु नहीं होती थी, सर्वत्र प्रसन्नता छायी रहती थी, 
प्रजामै परस्पर वैमनस्य नहीं था | वृक्षोंपर फल-फूल लदे रहते 
थे, वर्षा इच्छानुसार होती थी, वायु सुखस्पर्श था, अपने- 
अपने व्यापार व्यवसायमै सत्र सुखी थे | इसी कारणस 
राज्य?का अर्थ सुखमय राज्य हो गया है। 


“रामः 





आनन्द: । ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
२. न पर्येदेवन्विववा न च व्यारुकृत॑ - भयम्‌ । . 
न व्याधिजं भयं चासीद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
निदस्युरभवल्छोको नानयं कश्चिदस्पृशत्‌ । 


न. च रम दुधा वालानां प्रेतकायोणि कुकेते ॥ 


# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


श्रीरामकी धर्मपरायणता 
श्रीराम मूर्तिमान्‌ धर्म थे । वेदोक्त “सत्यं वद, घर्म चर, 
पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्यदेवो भव? आदि विधियाँ 
ही धर्म हैं; और श्रीरामने उस धर्मका अक्षरशः पालन किया । 
राम आदर्श सत्यवादी थे । उनके सम्त्रन्धमै यह उक्ति 
सुप्रसिद्ध दै--'रामो द्विनीमिभाषते । देव-दुर्लभ परम-मुदित 
और स्फीत कोसलके विशाल राज्यको उन्होंने पिताजीके 
आदेशका पालन करनेके लिये प्रसन्नतापूर्वक चोदह वर्षके लिये 
त्याग दिया । उन दिनों उन्होंने नगर-निवास किया ही नहीँ । 
सुग्रीवके राज्यामिषेकके समय लक्ष्मणजीको ही किब्किन्धामें 
भेजा, खयं नहीं गये । इसी प्रकार विभीपणके राज्यामिपेक- 
के समय लङ्काम भी उन्हें ही भेजा था । शरणागतकी रक्षा वे 
प्राण-पणसे करते थे । विभीषणकी शरणागति और श्रीराम- 
द्वारा विभीषणका परित्राण सुप्रसिद्ध हैं । शरणमे आ जानेपर 
बे अपराधीको भी अभय कर देते थे, ओरोंकी तो चर्चा ही 
क्या। जो केवल एक बार भी उनके पाद'पद्ममे यह 
निवेदन कर देता कि मै आपकी शरणमै आया हूँ: उसे वे 
अवश्य निर्भय कर दिया करते थे । शची-नन्दन 
जयन्त वेष-परिवर्त्तन करके श्रीरामके बलकी परीक्षा लेने 
गया था । सीताजीके चरण-कमलमे उसने चञ्चुःप्रहार 
किया, तव श्रीरामने उसको एक तिनकेसे त्रस्त कर दिया और 
उस घोर अपराधीके त्राहि-त्राहि करनेपर उसे जीवन-दान 
भी दे दिया । ऐसे थे उदारचरित राम | शूर्पणखाके नाक-कान 
कटवानेके प्रसङ्गपर कुछ लोग उनपर अनौचित्यका आरोप किया 
करते हैं; किंतु वह आरोप ही अनुचित है, रामका कृत्य 
नहीं | ब्राह्मण-महिला ( शूर्पणखा ) का क्षत्रिय ( राम ) 
के प्रति विवाह-विषयक प्रस्ताव अवैध था | ऐसा विवाह 
सबं जत स उद कर 
राममेवानुपरयन्तो नाभ्यहिसन्‌ परस्परम्‌ ॥ 
नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवः स्कन्धविस्तृताः । 
कामवर्षी च पर्जन्यः सुरपश्च मारत: ॥ 
खकमेसु प्रवत्तन्ते तुष्टाः स्वेरेव कर्मभिः । 
आसन्‌ प्रजा धर्मपरा रामे शासति नानृताः ॥ 
.( वा० रा० ६। १२८। ३८-१००, १०२-१०३ ) 
१. सङ्देव प्रपन्नाय तबासीति च याचते । 
अभय सवभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ रतं मम ॥ 
( बा” रा० ६। १८ । ३३ ) 


अअ ~ 


~ 





>> 


oo 


क मानवताके परम आदश श्रीराम और श्रीकृष्ण % 


५३७ 


ro 





प्रतिलोम कहलाता था और दण्डनीय था । यदि स्त्री 
प्रस्ताविका है तो नाक-कान काटना ओर यदि पुरुष प्रस्तावक 
है तो मृत्युदण्ड--यह उन दिनोंका राजनियम था । अतः 
श्रीरामचन्द्रजीने प्रतिलोम-विवाह-बिषयक प्रस्ताव करनेवाली 
लङ्केश-मगिनीको जो दण्ड दिया, बह न्याय-संगत ही था, 
घर्मानुकूल ही था । इसी प्रकार उनके अन्यान्य सभी चरित्र 
धर्ममय, अतएव आदर्श थे । 
श्रीरामका वैराग्य 

रागका अर्थ है आसक्ति और अराग किंवा वैराग्यका 
अर्थ है अनासक्ति । मनुष्य जहाँ रहता है, उस आवासके प्रति) 
उस नगरके प्रति और वहाँकी जनताके प्रति उसका राग 
होना स्वाभाविक है, साधारणतया होता ही है । किंतु यदि 
रागकी मात्रा इतनी अधिक हो कि बह कर्तव्यम बाधक हो तो 
बह हेय कोटिमें आ जाता है | श्रीरामका अयोध्याके प्रति, अपने 
परिबारके प्रति जो राग था) वह समर्याद था । वह उनके वन- 
गमनके समय खब्पांशमै भी कर्तव्य-पालनमै बाधक नहीं 
बना । उनका मुख-कमल वनवासका आदेश सुनकर भी म्लान 
नहीं हुआ । यह महान्‌ गुण रामके आदर्श वैराग्यका परि- 
चायक है। राम चाहते तो बालीको मारकर स्वयं किष्किन्धाका 
राज्य छे सकते थे, रावणको मारकरस्वयं लङ्काधिपति बन सकते 
थे, अथवा सुग्रीव और विभीषणके साथ द्वेराज्य-शासनमे 
ही सम्मिलित हो जाते; किंतु मूर्तिमान्‌ वेराग्यको ये विकल्प 
रुचिकर नहीं थे । इसी प्रकार सीता-परित्याग ओर लक्ष्मण- 
परित्याग भी उनके आदर्श धर्मनिष्ठ बैराग्यके उदात्त 
परिचायक हैं । 


श्रीकृष्णका लोकोत्तर ज्ञान 

श्रीकृष्णने सभी संसारोपयोगी विप्रयोंका उच्चतम कोटिका 
ज्ञान उपार्जन किया था--गो-दोहनः गो-वत्स-चारण, स्थः 
चालन, गिरि-धारण; नाग-वशीकरण, दुरित-निकन्दनः 
बंशी-वादन, नृत्य, मल्ल-लीला, रास-रचना आदि कलाओंमें वे 
बाल्य-कालमें ही कुशल हो गये थे। उपनयनके अनन्तर 
उन्होंने अपने अग्रज श्रीबळमद्रजीके साथ उजयिनीमें गुरु- 
कुलम धनुर्विद्या, न्याय-विधान, धमर्‌हस्यश दशन-शास््र) 


समस्त राजनीति एवं सम्पूर्ण कलाएँ सीखी थीं । धोर आजङ्गिरससे 


१. प्रातिलोम्ये वथः पुंसो नायौः कणोदिकतनम्‌॥ 
( याशवल्क्यस्मृति, व्यवहाराध्यायः २४ । २८६ ) 

२. अथो गुरुकुले वासमिच्छन्ताबुपजग्मतुः । 

काइयं सांदीपनि नाम द्यवन्तीपुरबासिनम्‌ ॥ 


मा० अं० ६८-- 





उन्होंने ब्रह्मविद्याका उपदेश भी लिया था । श्रीकृष्णके 
सुदशन-प्रयोगका चमत्कार तो विश्व-विश्रत है ही, उनके 
धनुष्प्रयोगका वेदग्ध्य भी वीर-पुंगव-विस्मापक है । महाराज 
बृहत्सेने अपनी राजकुमारी लक्ष्मणाजीके खयंवरमै मत्स्य- 
वेधका पण रखा था । कृत्रिम मत्स्य इस प्रकार ढक दिया 
गया था कि बह चारों दिशाओंसे दिखायी नहीं देता था । नीचे 
रखे जलमे पड़ते हुए प्रतिबिम्बको देखकर ऊपर टँगी हुई 
मछलीको बाण चलाकर वेधना था । धनुबाण वहीं रखे थे । 
अनेक राजाओंसे तो :उस धनुषपर प्रत्यञ्च ही न चढ़ सकी । 
जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन और कर्ण-जेसे धनुर्धरोंने प्रत्यञ्च 
तो चढ़ा ली, परंतु वे लक्ष्यका पता न लगा सके । अर्जुने भी 
अपनी दक्षताका प्रदशन किया, किंतु उनका बाण भी मत्स्य 
को स्पर करता हुआ निकल गया । तसश्चात्‌ श्रीकृष्णने 
धनुषपर अनायास प्रत्यञ्च चढाकर» बाणका संधान करके; 
केवल एक बार जलमें मछलीकी छाया देखकर, लक्ष्यका 
वेध कर दिया । ऐसा था उनका अञ्जसंचालन-ज्ञान । ऐसे 
शतशः उदाहरण दिये जा सकते हैं । 


एक बार अर्जुन एक ब्राह्मणकी संतानकी खोजम अपनी 
मन्त्र-विद्याके प्रभावसे यम, इन्द्र, अग्नि; निरृति, सोम, 
वायु और वरुण देवताओंकी पुरियॉमे तथा रसातल ओर 
नाकप्ृष्ठतक घूस आये; किंठु बालकका पता कहीँ न चला | 
इसपर गर्वप्रहारी श्रीकृष्ण अपने रथपर बिठाकर अजुन- 
को महाकालपुर लिवा ले गये और भूमा पुरुषसे विप्र- 
संतान ले आये । ऐसा था उनका लोकोत्तर ज्ञान । 
श्रीकृष्णकी ब्रह्मज्ञान-चर्चा तो सर्वत्र है ही । उन्होंने 
समस्त उपनिषद्रूपी कामधेनुओंको दुहकर अर्जुनके लिये 
जो अमृत प्रस्तुत किया था, उसने अजुनके अनन्तर 
सरहस्यं धनुेदं धमौन्‌ न्यायपथांस्तथा । 
तथा चान्वीक्षिकी विद्यां राजनीतिं च षड विधाम्‌ ॥ 
अहोरात्रेश्रतुष्षष्ट्या संयत्तौ तावतीः कलाः । 
( श्रीमद्भा० १० । ४५। ३१, २४, ३६ ) 





१. एबं शपति विग्रषों विद्यामास्थाय फाल्गुनः । 
ययौ संयमनीमाशु यत्रास्ते भगवान्‌ यमः ॥ 

( श्रीमद्भा० १०। ८९ । ४३ ) 
२. इति सम्भाष्य भगवानजुँनेन सहेश्वरः । 
दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाबिशत्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० १० । ८९ | ४७ ) 








५३८ 





अगणित जीवाँको जीवन-दान दिया है, दे रहा है और 
भविष्यमै मी देता रहेगा । 


श्रीकृष्णका विमल यश 

सुकृतका फळ होता है यश । श्रीकृप्णने जो लोकोपकारी 
कृत्य किये, उनसे भारतकी प्रजाका परम हित हुआ । अनाचार 
और दुराचारका समूल उन्मूलन करके उन्होंने सर्वत्र धर्मकी 
ध्वजा पहरा दी । जहाँ कोई अभद्रता देखी, वहीं उसका 
ध्वंस करके भद्रताका संस्थापन किया । उनके बाल्यकालीन 
पराक्रमाने भी सद्वर्गका मन मोह लिया था; तभी तो गोपियाँ 
कहा करती थीं कि “हे प्रभो ! आपका चरित्र पापका अप- 
नोदक है, श्रवणमात्रसे कल्याणकारी दै, कुराल कवि आपकी 
ललित लीलाओंपर कवितामयी रचना करते हँ; उनका गान 
करनेवाले व्यक्ति वास्तवमै बड़े पुण्यात्मा हैं । श्रीकृप्णके 
पतित-पाबन गुणोंका श्रवण करके न केवल गोपियाँ ही अपितु 
विप्र-पन्नियो भी उनके दर्शनकी लालसा किया करती थीं--- 

नित्य॑ तदुर्शनोत्सुकाः । 

बभूबुर्जातसम्भ्रमाः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । २३ । १८) 
जरासंधके कारागारमै पड़े हुए राजन्य-वर्गने पर-दुःख- 
कातर; सर्व-भूत-हित-रत श्रीकृष्णकी विमल कीर्तिका श्रवण 
करके उनके पास यह संदेश देकर एक दूत भेजा था कि 'प्रमो! 
ये और हमारा संकट दूर कीजिये |” करुणामय 


धुस्वाच्युतसुपायात 
तत्कथाक्षिप्तमनसो 


कृपया आइये 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूयको सफल 
बनानेके उद्देश्यसे रिपु-चक्रका शमन कराया और मीमसेनके 
द्वारा महाबली जरासंधका वध कराकर बीस हजार क्षत्रियोंका 
उद्धार कर दिया । उन्ही क्षत्रियोने श्रीकृष्ण भगवानके प्रति 
स्तवाञ्जलि समर्पित करते हुए निम्राङ्कित लहोक भी कहा था, 
जो भक्त-जनतामै अद्यावधि मन्त्रवत्‌ प्रचलित है--- 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये  परमात्मने । 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ७३ । १६) 


संसार श्रीकृष्णके शौर्य; सौन्दर्य और शीलक्रा आराधक. 
था; किंतु जगतूकी अप्रतिम आराधना प्राप्त करके भी वे 


पूर्णतया सदय) दिष्ट और बिनम्र थे । राजयूयमै श्रेष्ठ पजा 
जा 
१. तव कथाङृतं तसजीवनं कविभिरीडितं कल्मपापहम्‌ । 
अवणमञ्गळं श्रीमदाततं भुवि गृणन्तिते भूरिदा जनाः | 


(श्रीमद्धा० १० | ३१।९) 








~ ९ 
क मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमाथका * 


To 


प्राप्त करनेवाले श्रीकृष्णने अपने लिये क्था काम लिया १ 
अभ्यागतोंके चरणोंका प्रक्षालन ! इससे अधिक नम्रताका 
आदर्श ओर क्या हो सकता है ? ऐसे ही उदात्ततम आदशांक्रे 
कारण श्रीकृष्णका विमल यश विश्वमै विश्रुत है । 
श्रीकृष्णकी श्रीसम्पन्नता 

श्रीका प्रकरणानुकूल अर्थ है शारीरिक सम्पत्ति अर्थात्‌ 
बल ओर सौन्दर्य | द्रढिष्ठ और बलिष्ठ बनना संसारके सर्वोच्च 
सुखोंमेसे एक है । प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें बलवान्‌ वननेकी 
अभिलाप्र नैसर्गिक हे और वह अपने सम्मुख किसी-न-किसी 
बलवान्‌ व्यक्तिका आदर्श रखता है । श्रीकृष्ण इस दिशामें 
समीके आदर्शं हैं । गायका दूध और मक्खन तथा अन्य 
सात्त्विक भोजनके द्वारा श्रीकृष्णने अपने शरीरमें स्थायी बलका 
संचय किया था, जिसके द्वारा उन्होंने कुबछ्यापीड, कंस और 
शाल्व जसे दुर्दान्त जीवोंको पराजित किया । चाणूर अपने 
युगका एक प्रमुख सल्ल था । कंसकी आज्ञासे उसने श्रीकृप्णसे 
मल्ल्युद्ध करते समय उनके वक्षःस्थळपर) पूरा बल लगाकर, 
दोनों घूसोसे प्रहार किया था; परंतु श्रीकृष्णके बलका 
परिचय इस बातसे मिलता है कि वे चाणूरके प्रहारसे उसी प्रकार 
तनिक भी विचलित न हुए, जिस प्रकार कोई गजराज 
पुष्पमालाओंके ळगनेसे विचलित नहीं होता | परंतु यह 
ध्यानमै रखना चाहिये कि श्रीकृप्णने अपने ऐसे लोकोत्तर 
बलका प्रयोग धार्मिकोंकी रक्षाके ही लिये किया | बलकी 
सफलता इसीमै है कि उससे केवळ धर्मात्माओंका परित्राण 
हो ओर उत्पथगामी असाधुओंका विनाश हो । 

जिस प्रकार श्रीकृष्ण बलके निधान थे उसी प्रकार वे 
तनदर्यके भी परमोत्तम निधि थे । वे त्रैलोक्य-सुन्दर, 
त्रिसुवन-मनोमोहन थे । जरासंधके कारागारमै पड़े हुए 
राजाओंने जब श्रीकृष्णकी कमनीय मूर्चिका सर्वप्रथम दर्शन 
किया, उस समय उनकी बड़ी अद्भुत दशा हो गयी । वे मानो 
अपने चक्षुष्पुटोंद्रारा श्रौकृप्णकी मधुरिमाका पान कर रहे 


9) 


थे» नासापुटोद्वारा उसको आत्मसात्‌ कर रहे थे और अपनी ~ 


भुजाओंद्वार उनका आलिङ्गन कर रहे थेर । श्रीकृष्णे 


१. स स्येनवेग उत्पत्य मुष्टीकृत्य कराबुभौ । 
भगवन्तं वासुदेवं करुद्ध वक्षस्धताडयत्‌ ॥ 
नाचत्‌ तत्महारेण मालाइत इव द्विपः । 
( श्रीमद्भा० १० । ४४। २१-२२ ) 
२, पिबन्त इव ष्या लिइन्त इव जिह्वया ॥ 
जिघन्त इव नासाभ्यां हिलष्यन्त शव बाहुभिः । 
(श्रीमद्धा० १० । ७३ । ५-६ ) 


# सनुष्य-शरीरसे क्या लाभ ? % 


५३९ 





माधुर्यका प्रभाव न केवल स्त्री-पुरुषोपर ही था, अपितु 
पशु-पक्षियोपर और बनस्पति-जगत्पर भी था। श्रीकृष्णका 
लोकामिराम रूप न केवल गोपों और गोपिर्योके ही नेत्रोंमे 
आनन्दका संचार किया करता था, अपितु देवर्षि नारद-जेंसे 
वीतराग महात्माओंके भी हृदयको उनके दर्शनसे परम तृप्ति 
हुआ करती थी । किसीका रूप सुन्दर क्यों होता है! 
पुण्याचरणसे । रूप परम सम्पत्ति है और बड़े भाग्यसे ही 
यह मिलता है । कामी, क्रोधी; ईर्ष्या-द्वेष-परायण; लोम-मोह- 
निरत व्यक्तियोको सु-रूप नहीं मिळता; किसी जन्मान्तरके 
पुण्य-प्रभावसे मिलता भी है तो मनोविकारोंके कारण विकृत 
हो जाता हे । जिनके मनमै शम और विनय है; जो धर्म- 
निरत और सर्वत्र समबुद्धि हैं, जो सद्विचारसम्पन्न हँ, वे 
रूपवान्‌ होते हैं; और यदि किसी कर्मान्तरके प्रभावसे उन्हें 
रूप नहीं मिळता, तो भी उनमें एक प्रकारका सात्विक 
आकर्षण होता है। श्रीकृष्ण परम श्रीसम्पन्न थे, क्योंकि वे 
सदुण-निकर थे । अतएव सौन्दर्याभिलापी मानवको सदा 
सात्त्विक-गुणावलीके उपार्जनमें प्रयत्नशील होना चाहिये । 


सार 
उपर्युक्त विवेचनका निष्कर्ष यह है कि मानवमात्रमै 





कर सकेगा, वह उतना ही अधिक आत्मविकासमें सफल 
होगा । आत्मविकास ही मानव-जीवनका ध्येय है । समी 
लोग जाने-अनजाने आत्मविकासमै ल्मो हुए हैं । जिन 
व्यक्तियोंकी आत्मविकासके झास्त्रसम्मत पथका परिचय मिल 
जाता है, वे शीघ्र ओर सुगमतापूर्वक लक्ष्यकी प्राप्ति कर 
लेते हैं । श्रीराम और श्रीकृष्ण पूर्णतया षडगुणसम्पन्न 
दोनेके कारण मानवताके आदर्श रहे हैं और रहँगे । मानव 
अपने अन्तस्तळमे जिस तत्वका अभिलाघी है, उसे वह तत्त्व 
श्रीराम और श्रीकृष्णमें अखण्डरूपमे मिल जाता है | 


प्रार्थना 
( मदिरा छन्द ) 

(CR) 
राम ! परात्पर देव ! हमें वरदान सदा कृपया यह दो 
भारत देश ! सदा विजयी बन, उन्नत-मस्तक हो- कह दो॥ 
गोसे परिपूर्ण बने फिर देश सुखी घनसे, जनसे । 
श्रुत हो, बरम हो तनसे, परिशुद्ध सदा मनसे ॥ 

0) 
कृष्ण ! प्रभो ! अब मानवता फिर दिव्य बने, गुण-संयुव हो \ 
शासन नीति-समुञ्ञ्वर हो, अदिलंब प्रजजन श्रीयुत हो ॥ 


ज्ञान, श्री) ऐश्वर्य, धर्म वैराग्य और यशके अङ्कुर प्रसुसत॒शान बढे, यशकीसि बढ़े) निज घरमै परायणता फिर हो। 
पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति इन गुणोंकों जितनी मात्रामै प्रबुद्ध नाथ : - विरागविभूपित भक्तजनीय-हदारुयमध्य रहो॥ 
CTBT 


र 
९/ भजे न सृटुल कमल-दल-लोचन; 
R/ तन-मन-धन अरपन ना कीन्हो” 
९) गुरुजन-गरब/ बिसुख-रँग-रते' 
९” ललितकिसोरी मिटै 
४ 

| 


१. अथो सुनियंदुपतिना सभाजितः ` `" ` 


लाम कहा मालुस तन पाये। 
दुख-मोचन हरि हरखि न 


जोबन, धन, कळधौत-धाम सव; 
डोलत सुख संपति 
ताप ना, बिलु दृढ़ चितामनि उर लाये ॥ 


| मनुष्य शरीरसे क्या लाभ * 


IS SO) 


च्याये ॥ 
घान प्रानपति शुननि न गाये। 
आयु गँवाय गेँवाये ॥ 
बिसराये । 


मिथ्या 


->ललितकिशोरी 


HELLS 


«** | मुकुन्दसंदशेननिवृतेन्द्रियः ॥ ( Te पा ७ १०। ७१ । १८) र 











५४० 





१ मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका % 


अब्राहम “लिंकन-मानवताकी प्रतिमूर्ति 
( ळेखक--श्रोशन्द्रचन्दजी अग्रवाल ) 


नीरव रात्रि थी | स्तब्ध रात्रिके सन्नाटेमें प्रकृति सामँ- 
साय करती प्रतीत होती थी । अमेरिकामै गृह-युद्ध चल रहा 
था | युद्धक्षेत्रम सैनिक विश्राम कर रहे थे | किंतु वह 
पहरा दे रहा था । उसे पहरेका ही कार्य सौंपा गया था | 
बह था एक युवा सैनिक । नाम उसका स्कॉट था | दिन- 
भर चलनेके कारण वह थक गया था । निद्रा-देवी बार-बार 
उसपर अपना अधिकार जमानेका प्रयत्न कर रही थीं | 
आखिर उससे न रहा गया। एक स्थानपर बंदूक रखकर 
वह सो गया । कितनी भयंकर थी वह भूल ! शत्रु मोर्चेपर 
थे, वह पहरेपर रखा गया था, किंतु इस संकटके समय 
वह सो रहा था ! 


संयोगवश पहरेका निरीक्षक मी उसी समय घूमता- 
घुमता उधर आ निकला । उसने युवकको सोते हुए देखा। 
क्षणभर वह ठिठका । दूसरे ही क्षण युवककी बंदूक उसके 
हाथमें थी | तब उसने युवकको जगाया | युवक एकाएक 
हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ । सामने निरीक्षकको देखकर 
भी वह अविचलित रहा । निरीक्षकने प्रश्न किया--स्कॉट, 
तू सो रहा था ११ और युवक चुप | उसका मस्तक नत 
हो गया । निरीक्षक क्रोधित होकर चला गया । 


दूसरे दिन प्रातःकाल ही युवक फौजी अदालतके 
न्यायाधीशके सम्मुख उपस्थित था | न्यायाधीशने उसे मृत्युकी 
सजा सुना दी । युवक मौन रहा | उसका अपराध जो था ! 
शीघ्र ही जंगलकी आगकी भाति युवकके मृत्यु-दण्डकी 
सूचना समख सेनामें फैल गयी | 


अमेरिकाके राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने व्यक्तिरत-कक्ष- 
में जनरल गान्टके साथ बैठे युद्धके सम्बन्धमे वार्तालाप कर रहे 
थे । तमी उन्हें युवकके मृत्यु-दण्डकी सूचना प्रात हुई । 
लिंकनका दयाळ हृदय इस समाचारसे पिघल गया । उन्होंने 


उस युवकसे भेंट करनी चाही । आज्ञानुसार युवक उनके 
समक्ष उपस्थित किया गया । लिंकनने देखा--एक साहसी; 
सचरित्र, देशके लिये उत्सर्ग हो जानेवाला वीर युवक उनके 
सम्मुख खड़ा था | मनमै करुणाका उदय हुआ । उन्होंने 
युवकसे प्रश्‍न किया-- 


(क्या तुम्हारा ही नाम विलियम स्कॉट है !? 
“हाँ, श्रीमान्‌ !!--युवकने तत्परतासे उत्तर दिया । 
“पहरेपर तुम्हारे सो जानेका कारण १? 

“श्रीमन्‌, ह्वाइट नामका मेरा एक मित्र है । मैंने 
उसकी मातासे प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसकी देखभाल करूँगा। 
वह इधर कुछ दिनोसे बीमार था | जब वह सेनामें छौटकर 
आया तब मी बीमारीके कारण वह अशक्त था। घटनाके 
एक दिन पूर्व मैंने अपने सामानके अतिरिक्त उसका सामान मी 
पीठपर लादकर मार्च किया था । क्षैम्पमै पहुँचनेपर हम सब 
बुरी तरह थक चुके थे | हाइटमे तो पहरा देनेकी शक्ति 
ही शेष नहीं रह गयी थी । अतः मैंने उसके पह्रेका 
उत्तरदायित्व भी अपने सिरपर ले लिया | थका तो था ही; 
शीघ्र ही मुझे नींद आ गयी |? 


क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हें मृत्यु-दण्ड दिया गया है !? 


“हाँ, श्रीमन्‌ ! मुझे मृत्युका भय नहीं है, किंतु 
इख इस बातका है कि मैं मातृभूमिके किसी काम न आ 
सका | मैंने सोचा था रणस्थलीमे वीरोंकी भाँति मातृभूमिपर 


अपने प्राणोंको न्योछावर करूँगा, किंतु अब मुझे कुत्तेकी 
मौत मरना पड़ेगा |? 


उप्रकका यह उत्तर सुनकर अब्राहम लिंकनका दयाळु 
इय रित हो उठा | उन्होंने युवकसे प्रश्‍न किया--- 


क्या तुम्हारे माता- 
प्राप्त हो चुकी दै !? "तको कुमारी सालको सूचना 


न जु 














MMM... `` 
| 
| 


“नहीं, श्रीमन्‌ | मेरी माँ है। मुझे छोड़कर डिक 
, श्रीमन्‌ ! मेरी माँ विधवा है । मुझे छोड़कर अविचलता देखकर लिंकनसे रहा न गया । वे बोल उठे-- 


उन कोई सहारा नहीं मैंने अपने 

~ का कोई सहारा नई । मैंने अपने मृत्यु-दण्डकी सूचना शोक न करो, स्कॉट ! तुम कुत्तोकी मौत न मारे 
उन्हें इसीलिये नहीं दी कि यह सुननेपर उनका हृदय हूक. जाओगे । देशको अभी तुम-जैंसे वीरोंकी अत्यन्त 
ट्रक हो जाता, उनका अन्तिम सहारा टूट जाता |” आवश्यकता है |? 


यह कहकर लिंकनने रणक्षेत्रम आज्ञा- 
पत्र भेजा-- 'स्कॉटका अपराध क्षमा किया 
ह क जाय 0 

युबक यह देखकर अप्रत्याशित आनन्दसे 
झूम उठा । एक बार पुनः उसके अन्तस्तलम 
मातृ-भूमिपर मर मिटनेकी लालसा प्रदीप हो 
उठी । उसने राष्ट्रपतिको फौजी सलाम किया 
और कृतज्ञ होकर उनसे विदा ली । दूसरे दिन 
समाचार प्रास हुआ- विलियम स्कॉटने रण- 
भूमिम शत्रके छक्के छुड़ाते हुए वीरगति 
प्राप्त की ! 


ण धन्य है उस वीर और मातृमक्त युवकका 


यह कहकर नवयुवकने लिंकनके हाथमें एक चित्र साहस; जिसने देशकी बलिवेदीपर अपनेको बलिदान कर दिया 


दिया । लिंकनने देखा--यह उसकी बूढ़ी माका चित्र था, और धन्य है लिंकनकी उदारता; जिसके कारण युवकको 
जिसे वह मॉँके प्रति अपनी असीम श्रद्धाके कारण हर समय मातुभूमिपर उत्सर्ग होनेका सुअवसर प्रात हुआ । वस्तुतः 
अपने साथ रखता था । युवककी मातृ-मक्ति) साहस और अब्राहम लिंकन मानवताकी प्रतिमूर्ति थे | 


a — < Br 

प्रभुसे ! 
लखहु प्रभु जीवन केरि ढिठाई । 
निज निदा मेडन हित तुम मह. प्रेरक शक्ति लगाई ॥ 
बुरो भलो सब करत बुद्धिःबस मनह की रूचि पाई। 
कहे संवे हरि करत जीव को दोस नहीं कछु भाई ॥ 
जा देब करम संयोग आदि बह सब्द्न लेत सहाई । 
अपने दोस और पर थापत लखहु नाथ चतुराई ॥ 
शास्त्रनहह कछु प्रेरकता कहि उलठो दियो भुलाई । 
सब मै मिल्यौ सबन सो न्यारो कैसे यह न बुझाई ॥ 
मिल्यौ कहँ तो पाप पुन्य दोड एकहि सम है जाई । 
जुदो कहँ किमि तुम बिल दूजो सत्ता नादि लखाई ॥ 
कती बुधि-दायक जग-खामी करुनासिघु कन्हाई । 
“ह्रीचंद्‌? तारु इन कहँ मति इनकी लखी खुटाई ॥ 
--माखेन्दु इरिश्रन्द्र 








aE 


७7,१97. 


काका किला 


OSS 
ई 


- रायल 














|| 
| 





५४२ # मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका + 











( रचयिता- श्रीरामक्कष्णदास कपूर, एम्‌० एस्‌ ०-सी०) एल्‌०टी०) एफ०आर ०एच० एस्‌० ) 


प्रिय मानव, तुम ऐसी रेखाओंका सुजन करना 
जिनसे बहे कोमल सुखमय प्रीतिका झरना 

जिन रेखाओंसे अमृत बरसे 

सानवताका श्रंगार प्यार सरसे 

जो रेखाएँ मुसकाएँ 

जिनको लख मनुज हुलसाएँ, सुख पायें, दुख बिसरायें 
मानव तुमने देखी हैं रेखाएँ मुखपृष्पर मानवके 

वह रेखाएँ जो उसकी अन्तिम घड़ियाँ गिन-गिन 


मृत्युके ताने-बाने बिन-बिन 


एक दर्दीला दृश्य उपजाती हैं 

सुखएष्ठपर उभर-उभर कर आती हैं 

वह रेखा किसने नहीं देखीं, मानव ! 

पर कितनोंने समझी, मानव १ 

वह दृश्य केसा होता है ? 

अशान्तिका, श्रान्तिका जिज्ञासाका, निराशाका 

चिन्ताका, ममताका; मोहका, विछोहका 

उसके मुखपर किस तेजीसे आता है, जाता है, रेखाएँ बन 
उसको केसे-केसे दुःखकी याद दिलाता है, रेखाएँ बन 
घुणाके स्वर उपजाता है, रेखाएँ बन 

पश्चात्ताप करवाता है, रेखाएँ बन, 

क्षमा-याचना करनेको वह आतुर हो जाता है, स्मरण करने- 
को जीवनभरकी कृतियाँ 

एक ही क्षणमें वयग्र हो जाता है, अवलोकन करनेको जीवन- 
भरकी कृतियाँ 

जब बिलकुल ही असमर्थ है, वह कुछ भी करनेको 

क्योंकि वह तो अब तत्पर है केवल मरनेको, जीवन-घट 
भरनेको-- 

केसे दुःखद चित्र कैसे दुःखद स्मरण उसपर आघात करते हें 
“शान्तिसे मत मर’ “और देख ठहर” कह प्रतिघात करते हैं 
वह पश्चात्ताप प्रार्थना करना चाहता है 

वह क्षमा-याचना करना चाहता है 

परंतु वह रेखाचित्र नहीं करने देते उसको यह मी, 

वह आते हैं, तड़पाते हैं; उड़ जाते हैं 

फिर और नये आ जाते हैं तड़पानेको, जतलानेको 

“खुगति नहीं वह पा सकता? दुनियाको रेखा बन दिखलाने- 
को बतलानेको 


वह हताश हो पछाड़ खा गर्दन टेढ़ी कर पड़ जाता है, रो 
जाता है 

मुखप्रष्ठपर उन स्मरणोंकी रेखाएँ रख सो जाता है 

क्या सोना है यह ! 

जीवनोपरान्त रोना है यह ! 

तो मानव, तुमने देखे हैं ऐसे चित्र घने 

जो भुजाएँ न बने--जीवन भर चाहे जीवन खोकर 

और मानव, तुमने देखी हैं वह झान्त मुद्राकी रेखाएँ कहाँ 
कहीं 

जो अङ्कित हो जाती हैं मुखपृष्पर किसी-किसीके केवल 
किसी-किसीके ही- 

उसको सुख देती हैं---तुमको भी 

तमको खो देती हैं--दुःखको भी 

उसकी आमा भली 

उसकी शोमा भली 

मृत्यु हसती हो जैसे उसके मुखमण्डलपर 

उसको पा हर्षित होती हो, गर्बित होती हो उसके मुखमण्डलपर 
मृत्यु अखंड शान्तिकी रेखा बन जैसे कहती हो 

मृत्यु अनन्त आनन्दकी रेखा बन जैसे कहती हो 

“मानव; तूने प्यार किया मुझसे हुँसकर, सबसे खिलकर 
जीवनभर हुँसकर सबसे मिल-जुलकर 

तेरे दिलपर चोट पढी तूने सहलाया 

उपर आघात हुआ तूने क्षमा किया सहर्ष ब्रिसराया 

तूने जन-जनसे प्यार किया 

वन विजनसे प्यार किया 

आह्वादोंसे प्यार किया 
अवसादोंसे प्यार किया 

शोपड़ियोंसे प्यार किया 

हँसती खिलती पंखुड़ियोंसे प्यार किया 

फूलोसे तो सब करते हैं प्यार 

तूने कॉटोसे भी प्यार किया 

तूने बुझते हुए दीप जलाये 

तूने पूजाके थाल सजाये 

करनेको पूजा भूखोंकी रोटीसे 

ढकनेको लजा नंगोंकी लंगोटीसे 


व ता 


ॐ केवळ धनसे क्या मिल सकता है, कया नहीं ? + 








५४३ 
मैं आज तुझे हँस मिळती हूँ रोते बहुत, हँसते किंचित्‌ ही आते हैं !! 
मैं आज तुझे पा खिळती हूँ आते जो हँसते हँसते खिलते-खिलते 


में आलिङ्गन करती हूँ तेरा 


सो जाती हैं मेरी गोदीमें हँसते खिलते 
तू प्यारा मानवका प्यारा मेरा 


और मैं “मौत उनका जीवन पानेकी उत्सुक हो जाती हुँ 
वैसे मुझतक आये कितने पापी क्रूर कुटिळ कुत्सित “मानव” बन जानेको विचलित हो जाती हूँ 

रेखाओंवाले वह है मानव, अमर मानव 

वेते मैने पाये कितने काली-काली पीली-नीली जहरीली सुस्मित, सुखमय, रेखाओंवाले “मानव? 


रेखाओंवाले . तो मानव, तुम ऐसी ही रेखाओंका सुजन करना 
मैं उनको वापिस कर देती हूँ फिर जिससे बहे कोमल प्रीतिका झरना 
करनेको अशान्त रेखाएँ, शान्त स्थिर जिन जिन रेखाओंसे अमृत बरसे 
तो मुझतक कितने मानव आते हैं ! जीवन सरसे--प्यारे मानव ! 
DY OC 
च [aS ही १५ 
केवल धनसे क्या मिल सकता है, क्या नही ! 
मानव नाम सिल सकता है मानवता नहीं 
आराम 99 राम 2) | 
10 भोग-सुख 29 शान्ति 23 ४ 
te आनन्द स्ट 
i इन्द्रियतृत्ति » आनन्द » i 
i बिजली क अन्तःप्रकाश ;) i 
i स्वर्णरत्न 5) अभय 31 i 
४ वासना 11 आत्मतृत्ति 9 i 
te अभिमान १) विनय 2? $7 
९१ सम्मान १) gee 0? ५४ 
$ [न्द्‌ Dl 
१४ सैन्दर्य-प्रसाधन )) सौ १) i 
iy पुस्तक १) बिद्या >? Ll 
i चित्र न दादा 8 ig 
i मृत्यु 23 अमरता 221 (४ 
i रोटी 99 भूख १) ष्ट 
टू ओषधि 99 आयु 22 ty 
(४ आसक्ति 99 शक्ति 9) ० 
(४ हा क नींद 9 i 
ष्र चश्मा 99 आख 92 ४ 
(४ मास्टर 2? सल्नुरु १? 
लाक बी खास्थ्य » i 
(४ संगी १7 मित्र 20 ८४ 
१४ कामिनी 22 धर्मपत्नी » र 
लड़का 29 पुत्र 22 र्ती 
नोकर 9) सेवक 99 




















५४४ # मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 





पतनक खान 


सिनेमा 


सिनेमासे शिक्षा भी प्राप्त हो सकती है, इसे हम अखीकार 
नहीं करते । पाठशालाओंमे बच्चोंके लिये तथा ग्रामोंमे 
ग्रामवासियोके लिये सरकारकी ओरसे जो स्वास्थ्य, खच्छता- 
निर्माण तथा शिक्षासम्बन्धी फिल्में दिखलायी जाती हैं-- 
हमारे फिल्म-निर्माताओंके सम्मुख भी यदि ऐसे ही सदुद्देश्य 


किंठु आज सिनेमा-ग्रहोंमे जाकर लोग क्या देखते है ! 
इत्या, चोरी, पाकेटमारी, धोखादेहीके विभिन्न उपाय । 
कामोत्तेजक नाना प्रकारकी अभिनेत्री-अभिनेताओंकी अङ्ग- 
चेष्टाएँ, बासनोत्तेजक गायन सुनते हैं वे । 


छींटके कपड़ोंकी बुश-शर्ट पहने; बाल सँवारे, पाउडर 
पोते सिनेमाके गीत गुनगुनाते या अलापते आजके युवक ही 
नहीं, अबोध बालकतक, और अनेक प्रकारके आधुनिक 
प्रसाधन अपनाये, अंग-प्रदशनको प्रधानता देनेवाळे वस्न 
पहिने आजकी कालेज-कन्याएँ--सिनेमा किस तीव्र गतिसे 
मनुष्यकी मानवताको पतनकी ओर ले जा रहा है यह कोई 
देख सकता है | 


आजके युवकोंकी उच्छङ्ूलता, लड़कियांका मनमाना 
व्यवहार तथा आये दिन होनेवाली अवाञ्छनीय घटनाएँ इनके 
मूलमें सिनेमाकी कितनी प्रेरणा है, आजके कर्णधार इसे 
देखकर भी देख नहीं पाते | विनाशका भयङ्कर साधन है 
आजका सिनेमा ! 


ङ्ब 


पाश्चात्य सम्यताने दिये कब । क्कब अर्थात्‌ अनियन्त्रित 
मनोरझ्जनके स्थान और आधुनिक शिक्षामै पला आजका 
भारतीय सम्पत्तिशाली वर्ग हृबोंके पीछे दौड़ पड़ा है | 


कयां होता दै इन छबोमे ! केवल कुछ व्यायाम इनके 


उपयोगी कहे जा सकते हैं और वह भी यदि बहुत अधिक 
सुधार हो उनका । हाकी, फुटबॉल, तैराकी, घुड़दौड़ तथा 
विमान-संचारनके,क्कत्रतक किसी प्रकार कुशल; किंतु ऐसे हैं 
कितने क्लब ? 


क्लुबमै चलता है प्रमाद--ताश) शतरञ्ज तथा ऐसे ही 
समय नष्ट करनेके अन्य खेल । क्कबमे चलता है जुआ--ताशसे 
या अन्य प्रकारसे | कुबमें चलती है--शराबकी बोतलें | 
बमें चलता है मनोरज्ञनके नामपर स्त्री-पुरुषोंका परस्पर 
उच्छूछुछ मिलन; नृत्य तथा अन्य आमोदके नामका 
अनाचार । मानवताके पतनको और कुछ चाहिये ! 


घुड़दोड़ 

पाश्चात्य सम्यताने ही दिया 'रेस' | एक-एक 
घुड़दौड़ सैकड़ोंको दिवालिया बना देती है । घोड़ोंपर 
लम्बी-छम्बी रकमे दावमे लगायी जाती हैं | “रेस” के टिकट 
विकते हैं खुले बाजार । घुड़दोड़---ध्तका यह आधुनिकतम 
सभ्य कहा जानेवाला स्वरूप और द्यत मनुष्यके विवेकका परम 
शत्रु है, यह भी क्या किसीको समझाना पड़ेगा १ पत्ञीके 
आभूषण बेचकर, कर्ज लेकर भी जब घुड़दौड़का पूरा नहीं 
पड़ता--चोरी प्रारम्भ होती है “हारा जुआरी शराबखाने? 
बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है | 


जुआ 
घुड़दौड़को तो जैसा जुआ माना ही नहीँ जाता और वह 
ऐसा बुआ है जो अभी देशके गिने-चुने स्थानमै बहुत थोड़े 
लोगोंद्वारा खेला जाता है; किंतु देशके लगभग सभी नगरमे, 
बड़े कस्बोंतकर्मे जो जुआ खेलनेके अड्डे हैं--मानवताके पतनके 
ही अड्डे हैं वे | एक बार जुएमै सम्मिलित होनेवाला अपनी 


मानवता ही दावपर लगाता है--धर्मराजने द्रौपदीको लगा 
दिया था जुएपर ! काश; इसे हम हृदयंगम कर पाते | 


SN 





गायक खान 


























ॐ सानवताका दुरुपयोग + 


दा लटयप्पपपाफ्क्प््प्क्फ्क्क्क््पाप्पम्मपममपपनम्म्न्न्म्स्स्स्-------------------->->> 


५४५ 








मानवताका दुरुपयोग 


मानव-जीवनका एक-एक क्षण अमूल्य है । जीवनके 
प्रत्येक क्षणको सत्कार्यमें लगाना ही मानव-जीवनका सदुपयोग 
करना है । इसे आलस्यमे, प्रमादमै और व्यर्थ-चर्चामै 
खो देना जीवनका दुरुपयोग है एवं बहुत बड़ी हानि 
है । आलस्य कहते हैं--कर्तव्यपर डटे न रहकर व्यर्थ 
ही समय खोनेको | आलस्य मनुष्यका बहुत बड़ा शत्रु है। 
आलसी मनुष्यके जीवनमै श्री, धृति, कीर्ति, भजन, 
सप्रवृत्ति, सेवामावना, विभूति आदि गुण-पदार्थ नहीं ठहर 
सकते । आलसी मनुष्यसे तो पशु मी अच्छे हैं, जो 
आहारादिके लिये तो परिश्रम या उद्यम करते हैं | आलसी 
मनुष्यका जीवन सड़-सड़कर मरने-जैसा सदा दुखी रहता है । 


शरीर क्षणभङ्कुर है, पता नहीं, किस क्षण मृत्यु हो 
जाय । इसलिये आलस्यका परित्याग करके जो मनुष्य जीवनके 
असली लक्ष्य भगवत्‌-प्राप्तिकी साधनामें प्रश्रत्त होता है, वही 
सच्चा मानव है । पर इस साधनाकी बात तो दूर रही; 
आलसी मनुष्य तो छोटे-छोटे खार्थसाधनके कामसे भी 
जी चुराता है और “अभी क्या है, पीछे कर लेंगे! 
“आज ही क्या है, कल कर लेंगे? “अभी तो जीवनके बहुत 
दिन हैं, पीछे देखा जायगा?--यों समय टाळता रहता है। 
हाथसे अवसर निकल जाता है । फिर पछतानेसे कोई 


~ 


लाभ नहीं होता। 

का बरा सब ऋषी सुखानें | समय चुके पुनि का पठितानें ॥ 
इसीसे कबीर साहबने कहा है 
कार करे सो आज कर आज करे सो अब्ब \ 
परमे परकै होयशी बहुरि करेगा कब्ब।। 


प्रमाद कहते हैं--कर्तव्यके त्यागको तथा अकर्तव्यके 


ग्रहणको । प्रमादी मनुष्य ही व्यर्थ ताश-चौपड़ खेलकर) 
न करने योग्य व्यर्थक्रे कार्यमि प्रवृत्त होकर जीवनको 
नष्ट करता रहता है । प्रमादको ही मृत्यु कहते हैं | 


मनुष्य-जीवनमे जो कुछ करना योग्य है, उसे 
बड़ी सावधानीके साथ तत्परतासे करना चाहिये और जो 
न करने योग्य है--उसकी ओर भूलकर भी मन नहीं 
चलाना चाहिये । प्रमादी मनुष्यका जीवन आलसीकी 
अपेक्षा भी अधिक दुखी होता है । आळसी मनुष्य तो 
कर्तव्य-कर्म न करके लामसे ही वञ्चित रहता है, परंतु 
प्रमाद तो विपरीत कर्ममें प्रदत्त करवाकर मनुष्यको भीषण 
दुःखोमे डाल देता है प्रमादी केवळ लाभ और हितसे ही 
वञ्चित नहीँ होता, महान्‌ हानि तथा दुःखको प्राप्त 
होता है । यह जीवनका महान्‌ दुरुपयोग है। 


इसी प्रकार व्यर्थ जगत्‌-चर्चा भी जीवनका बडा 
दुरुपयोग है । जो समय सत्कार्यमें भगवद्धजनमें) सेवार्म 
कर्वव्य-पालनमै, गरीव भाई बहिनेकि हितमें) जीवनके उत्थानके 
कार्योंमे, सत्‌-चर्चामै, सत्सज्ञमे) खाध्यायमें लगाकर जीवनका 
सदुपयोग करना चाहिये था, उसे व्यर्थ जगतूकी चर्चामै 
खो देना महान्‌ मूर्खता है । व्यर्थ चर्चामै लाम तो होता 
ही नहीँ, समय नष्ट होता है, सहज ही मिथ्या भाषण 
तथा पर-निन्दा होती है, विवाद होता दै, व्यर्थकी तथा 
गंदी बातें भी होती हैं। इन सबसे कुसंस्कार उत्पन्न 
होते हैं, जो जीवनकी अधोगतिमें कारण बनते हैं। अतः 
आलस्य) प्रमाद; व्यर्थ-चर्चासे बचकर तत्पर, कतंव्यपरायण 
और सत्‌-चर्चामै जीवन बिताकर मानव-जीवनका सदुपयोग 
करना चाहिये । 


MMe 002 


मा० अं० ६९--- 








* मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


Mme ठटाल 
मानवताके आदर्श भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


( लेखक--आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्धोपाध्याय एम्‌० ए० ) 


सहसां वर्षोसि श्रीकृष्ण अखिल भारतवर्षमे मानवताके 
पूर्णतम आदर्श तथा ईश्वरके पूर्णावताररूपमै पूजे जाते 
' रहे हैं | उनमें मानवता भगवत्ताके शिखरपर पहुँची है और 
भगवान्‌ मानवके रूपमै उतरे हैं | अपने अत्यन्त व्यावहारिक 
एवं महिमामय जीवनमै ही उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया 
कि वस्तुतः मानवता और भगवत्ताके. बीच कोई ऐसी 
दरार या खाई नहीं है, जो पाटी न जा सके । उन्होंने हमें 
यह सिखाया है कि भगवत्ता मानवताकी अपरिसीम और 
शाश्वती पूर्णता है और मानवता देश और कालकी सीमामें 
भगवत्ताके क्रमिक आफ्रप्रकाश एवं आत्माभिव्यक्तिकी 
अन्यतम भूमिका है । समस्त स्री-पुरुषोंके हृदयोंमें 
भगवत्ताके क्रियाशील बोधको जगाना तथा उनके अंदर अपने 
चरित्रको उन्नत, अपने दृष्टिविन्दुको विशुद्ध तथा अपनी 
भावनाओं, इच्छाओं) विचारों, वचनी और क्रियाओंको 
निर्मळ एबं उदात्त बनाने तथा अपने प्रेम और मैत्रीको 
सार्वभौम रूप देनेके ल्यि अनवरत व्यवस्थित प्रयत्न करके 
इस भगवत्ताका साक्षात्कार करनेकी आकाङ्खाको जाग्रत्‌ करना 
श्वीकृष्णके पार्थिव जीवनका पवित्र उद्देश्य रहा, ऐसा 
प्रतीत होता है श्रीकृष्णा जीवन और उनके उपदेश हमारी 
मानवगत गौरव-बुद्विको सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तरपर पहुँचा 
देते है, मानव-जातिकी खरूपगत एकताकी भावनासे हमें 
अनुप्राणित करते हैं और हमारे अंदर भगवत्पूजाके 
भावसे मानवमात्र एवं जीवमात्रके साथ “प्रेम करने और 
उनकी सेवा करने तथा उनके साथ भीतर-ही-भीतर आध्यात्मिक 
एकताका अनुभव करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं | 
(२) 
अपने असाधारण जीवनके प्रारम्भिक कालमै--अपनी 
वून्दावन-लीलामे श्रीकृष्ण एक आदर्श क्रीडाप्रिय बाळक. 
सौन्दर्य और माधुर्य, आनन्द एवं प्रेमकी मूतिके रूपमै हमारे 
सामने आते हैं। वे अपनी कमनीयता और माधुयंसे सबका 
मन हर लेते है और अपने चारों ओर सबको आनन्द 
प्रदान करते हैं | जहाँ रहकर उन्होंने बाळ विनोद किये, 
उस सम्पूर्ण भूपदेशमै उन्होंने आनन्द और प्रेमका वायुमण्डल 
उत्पन्न कर दिया । अपनी क्रीड़ाम सहयोग देनेवाले समी 
बाळक-बालिकाओंके वे आकर्षणके केन्द्र थे | उनका वियोग 


उन सखाआ एवं सहचरियोंके लिये असह्य होता था | 
वे आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श सखा, आदर्श प्रेमी, 
आदर्श क्रीडासहचर, आदर्श वेणुवादक थे । अपनी 
कुमारावस्था और किशोरावस्थामें बास्योचित एवं केशेरोचित 
युणोंमें वे अनुत्तम थे । उनके ये सब गुण ऐश्वर्यके प्रकाइासे 
आलोकित थे । 

परंतु इस मनोहर एवं कोमल हृदयके सुन्दर बालके 
उस सुकुमार वयमें भी अलौकिक शारीरिक बळ और मनोबल- 
का विकास हुआ । वे अपनी सामर्थ्यं और साहसका परिचय 
उन दुष्टों और आततायियोसे भिड्ने और उनके साथ 
निपटनेमें देते थे, जो आये दिन ब्रजवासित्रोंके शान्तिमय एवं 
आनन्दमय वातावरणको दूषित करनेकी दुस्चेष्टा करते थे । 
शीघ्र ही वे उन समाजद्रोहियोंके लिये, जिनका सुधार 
असम्भव था; एक विभीषिका बन गये | इन अशुभ शक्तियों- 
का सामना करते समय ही उनका अतिमानुप्र पराक्रम 
कमी-कभी प्रकट हो जाया करता था । परंतु वे जो कुछ भी 
करते थे, क्रीडाकी भावनासे- ही करते थे। अपने सखाओं 
एवं सहचरो) प्रेमियों तथा प्रशंसकोंको वे सदा ही 
स्नेही और क्रीडाशील कुमारके रूपमै दृष्टिगोचर 
होते ये और अपनी माताके सामने वे सर्वदा एक निर्दोष 
और मोले-माले शिद्युके रूपमे प्रकट रहते थे | समय-समयपर 
होनेवाले उनके पराक्रम और साहसपूर्ण महिमामय कार्य 
उनके माता-पिताकी बुद्धिमै कमी महत्त्वपूर्ण न हो सके | 

भोले-भाले ग्रामीण लोगोंके मध्य व्यतीत हुए उनके इस 
बाल्यकालमै सामाजिक एवं धार्मिक सुधारकी वृत्ति भी उनके 
अंदर बहुधा जाग उठती थी। उन्होंने अपने पुत्र-वत्सल 


माता-पिता एवं अन्य गुरुजनोंसे कतिपय प्राचीन परम्परागत : 


क्रिया-कलापों एवं समारोहोंको बंद करके उनके स्थानपर 
नयी मथाओंक्रो चाळू करनेकी प्रेमपूर्ण सलाह दी, जो उनकी 
अपेक्षा व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिसे अधिक कामकी 
एवं उत्तर्षापादक थीं । उन्होंने धीरे-धीरे और प्रायः अलक्षित 
रूपसे उन बहुसंख्यक तेजस्वी एवं ऐश्वर्यशाली वैदिक 

महत्व कम कर दिया, जो आपाततः मानव 
आराधको और अद्वितीय परमेश्वरके बीचमें एक मध्यवर्तीका 


1 


Ee 5 


> 


ज 
yi 


ओ मानवताके आदर भगवान्‌ श्रीकृष्ण % 


७५४७ 








स्थान ग्रहण करके उनसे पूजा प्राप्त करते थे और उसके 
बदलेमें उन्हें जगतूका संचालन करनेवाली शक्तियोंके शाश्वत 
बन्धनमै जकडे रहते थे । ऐसा लगता है कि श्रीकृष्ण उन 
अद्वितीय परमेश्वरको--समस्त ईश्वरी, मानवों एवं जीवमात्रके 
परम मद्देश्वरको नीचे उतारकर सामान्य मानवीय ज्ञानके 
सम्मुख ले आये और जगत्को उन परतम पुरुषोत्तम और 
नीचातिनीच मानव उपासकोंके बीच परम अव्यवहित एवं 
प्रेमपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करनेका मार्ग दिखला गये । इस 
प्रारम्भिक बाल्यकालमै ही तथा सरलतम एवं परम निष्कपट 
ह्ली-पुरुषों एवं बाळक-वालिका ओंके मध्यमे रहकर ही श्रीकृष्ण 
ने अपने प्रेम एवं भक्तिमय धर्मकी नींव. डाली, जिसका उन्होंने 
जीवनभर अपने सम्पूर्ण बहुविध कार्य-कलापाँको करते हुए 
प्रचार किया । अपनी लीलामय पद्धतिसे ही वे एक आपाततः 
क्रान्तिकारी धर्मगुरु बन गये और उन्होंने जगतको यह शिक्षा 
दी कि भगवानके प्रति विशुद्ध एबं सरळ मानवोचित प्रेमकी 
तीब्र साधनाके द्वारा तथा किसी प्रकारके लंवे-चोड़े क्रिया- 


_ कलापो) नियमित योग-साधनाओं तथा उच्च कुल एबं विद्या 
आदि अधिकारोंके बिना ही कोई भी पुरुप अथवा नारी उन 


ईश्वरोंके मी परम महेश्वरके साथ आनन्दमय योग स्थापित 
कर सकती है । उन्होंने लोगोंको यह शिक्षा दी कि भगवान्‌ 
उनसे हृदयके विशुद्ध एवं विजातीयभाव-ञन्य प्रेमके सिवा कुछ 
नहीं चाहते और उनका हृदय स्वयं हमारे प्रति प्रेमसे लबा- 
लब भरा है । निम्न जातियोंके साधारण मनुष्योंकी धार्मिक 
उन्नतिके लिये उन्होंने विद्वान्‌ ब्राह्मण पुरोहितोंके माध्यमकी 
आवश्यकताको बहुत कम कर दिया । 
(३) 

महाभारत और विविध पुराण, जिनमे श्रीकृष्णका 
चरित्र वणित है, इस वातके साक्षी हैं कि वे लंबी आयु- 
तक इस भूमण्डलमें विराजमान रहे तथा उनके बहुसंख्यक 
पुत्र और पौत्र हुए । वे अपने युगके एक आदर्श ग्हस्थ थे। 
परंतु उनके शरीर अथवा मनमै कभी कोई वार्धक्यका 
चिह्न इष्टियोचर नहीं हुआ । वे नित्य युवा, नित्य नवीन, 
नित्य क्रीडाप्रिव, नित्य आह्वादमय, नित्य कार्यक्षम और 


. नित्य अनासक्त थे | जीवनभर उन्होंने छाखों-करोड़ों मनुष्यों- 


के हितसे सम्बन्ध रखनेवाली विविध प्रकारकी जटिल-से- 
जटिल गुल्थियोंकों सुलझानेका प्रयत्न किया; परंतु ऐसा लगता 
है कि वे सर्वदा सब प्रकारकी समस्याओंसे ऊपर उठे रहते 
थे, उनका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था । उनके 


चित्तकी शान्ति और स्थिरता कमी भङ्ग नहीं होती थी ओर 

उनका क्रीडात्मक भाव सदा अक्षुण्ण बना रहता था। उन्हे कभी 

थकान एवं क्छान्तिका बोध नहीं होता था । वे कभी भयभीत 

एवं निरुत्साह नहीं होते थे । वे असफळताओंके सामने कभी 

झुकते नहीं थे और सफलताओंपर कभी फूलते न थे | जटिल- 

सें-जटिल प्रापञ्चिक व्यवहारोंके साथ मानो वे सदा खिलवाड़ 

किया करते थे तथा अपनी आभ्यन्तर चेतनाको शाश्वत 

निञ्गंते एवं झान्तिके आनन्दमय राज्यमें स्थिर रखते थे । 

जीवनकी इस अद्भुत कलाका निदर्शन उनके महत्वपूर्ण 
चरित्रे हमें प्राप्त होता है । योगके इस नवीन आदर्शकी 
शिक्षा उन्होंने अपने उदाहरणके द्वारा लोगोंको दी । योग- 
साधनको उन्होंने गिरिंगह्दरो ओर गहन वनप्रान्तरोंके विविक्त 
बातावरणसे निकालकर प्रचण्ड क्रियाशीलताके खुळे मेदानों- 
में, कौटुम्बिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रौम यहातक 
कि घोर रणभूमिमें प्रतिष्ठित किया । उन्होंने जगतूको दिखला 
दिया कि लोग किस प्रकार समाज और जातिक्री क्रियात्मक 
सेवा करते हुए भी योगी बन सकते हँ, इस कर्मयोगके 
साधनसे मनुष्य अपने पार्थिव जीवनके अन्ततक्र तरुणों-जेंसी 
स्फूर्ति एवं क्रीडात्मक भावको बनाये रह सकता है और 
प्रापश्चिक जीवनमै अत्यन्त श्रमावह कार्य करते रहनेपर भी 
अन्तःकरणमै पूर्ण शान्ति; स्थिरता) उदासीनता एवं निर्भयता- 
का अनुभव कर सकता है । जेसा कि श्रीकृष्णने गीतामें हमें 
बताया है) इस योगकी कुंजी दै--मनको अहंकारसे तथा 
अहंके द्वारा प्रेरित इच्छाओं ओर अभीष्साओंसे मुक्त कर देना 
एवं ईस्वरके द्वारा निर्दिष्ट कतंव्योका, उन्दीके रचे हुए प्रपञ्च- 
में रहते हुए. उन्हींकी दी हुई शक्तियों और साधनों 
से उन्हींके प्रति प्रेम एवं भक्तिके भावसे तथा उन्हींसे 
उत्पन्न हुए जीवोंके प्रति सहानुभूति एवं बन्धुत्वकी भावनासे 
पालन करना और सम्पूर्ण कर्मफलको उन्दींकी इच्छापर छोड़ 
देना है | प्रेम और दयासे प्रेरित होकर मानव-बन्धुओं एबं 
भगवानकी सुष्टिके इतर जीवोंकी शरीर और मनसे की गयी 
क्रियात्मक सेवाका योगके साथ कोई विरोध नहीं है; प्रत्युत 
अहंकार एवं अहंके द्वारा प्रेरित इच्छाएँ और अमीप्साएँ 
ही अझान्ति और बन्धन, मय और दुःखका मूल हैं और 
वे ही योग-मार्गके कण्टक हैँ । श्रीकृष्ण कर्ममय जीवनके 
बीच एक आदर्श महायोगी थे । 


(४) 


महाभारत एवं पुराणोमै जो श्रीकृष्णका वर्णन मिलता है, 














(- 6 
५४० % मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका +: 





उसके अनुसार वे एक आदर्श योगी; आदर्श वीर,आदर्श आध्या- 
त्मिक नेता, आदर्श दार्शनिक, आदर्श राष्ट्रनिर्माता, आदर्श 
शान्तिप्रेमी आदर्श योद्धा, विश्वजनीन प्रेम एवं दयाके मूर्तिमान्‌ 
आदर्श, अत्याचारियो, मनुष्यद्रोहियों एवं हृदयहीन सैनिक- 
शक्तियोंके आदर्श निग्रहीता, मानवजातिकी एकता एवं बन्ु- 
स्वके आदर्श समर्थक तथा मानब-समाजके अंदर अनैक्य एबं 
अव्यवस्थाका पोषण करनेवाली विद्रोही शक्तियोंके आदर्श 
उच्छेदक थे । उनमें असाधारण शारीरिक, मानसिक एवं 
बौद्धिक दिव्य राक्तियाँ थीं, जो बहुधा अतिमानुष प्रतीत 
होती थीं; तथा उनका व्यावहारिक जीवन सभी बोके लोगोंके 
प्रति एक दिव्य कर्तव्यबुद्धि तथा नेतिक दायित्वकी भावनासे 
प्रेरित था । 


आध्यात्मिक दृष्टिसे वे सभी वर्गोके छोगों-मानव- 
जातिके सभी विभागोंकों भगवानके विविध आत्मप्रकाशोंके 
रूपमें देखते थे और उनके मनमें उन सबके प्रति आदर- 
बुद्धि थी । नेतिक दृष्टिसे वे ऐसा अनुभव करते थे कि 
अपनी शक्ति एवं साधनोंके अनुरूप भिन्न-भिन्न वर्गोके लोगोंकी 
उनकी आवश्यकताओंके अनुसार यथायोग्य सेवा करना उनका 
कर्तव्य है । उनकी असाधारण योग्यता एवं सामर्थ्ये कारण 
उनके कार्यकषेत्रकी सीमामें धीरे-धीरे समूजा भारतवर्ष 
आ गया, यद्यपि उनमें न तो आत्मोत्कर्षकी भावना थी, न 
राजा या सम्राट बननेकी आकाङ्का थी और न देशमै सैनिक 
राजनीतिक अथवा आध्यात्मिक ऐकाधिपत्य या अधिनायक- 
त्व प्रात करनेकी ही मनमै कोई अभिसंधि थी | ऊँच और 
नीच; धनी और निर्धन, सबल और निर्बल, भले और 
बुरे, शासक और शासित-सभी प्रकारके छोगोंके साथ अपने 
सब प्रकारके व्यवहारोमें वे जीबमात्रकी शारीरिक, नैतिक 
एवं आध्यात्मिक उन्नतिका तथा उनमें मानवक्रे प्रति गौरब- 
बुद्धि एवं उत्तरदायित्वकी क्रियाशील भावना जाग्रत्‌ करनेका 
उद्देश्य लिये हुए अपनेको उन सबका सेवक मानते थे, ऐसा 
प्रतीत होता था । विभिन्न स्थितियों, विभिन्न मनोवृत्तियो 
तथा नीति-अनीतिके विषयमे विभिन्न भावना रखनेवाळे 
लोगोंके प्रति वे स्वभावतः विभिन्न रीतिका व्यवहार करते 
थे । यद्यपि उनकी किसीके प्रति शजुभावना नहीं थी, फिर 
मी देशके अधिकांश स्वायत्त शासक; सामरिक बलका प्रयोग 
करनेवाले अधिकांश साहसी वीर तथा बहुत-से उच्च जातिके 
विचक्षण पुरुष जो निवल, अशानी एवं निम्न वर्गके सर्व- 
साधारण लोगोंपर प्रभुत्व जमाकर अपना उल्लू सीधा कर 


न्य नि 


रहे थे-इन्हें अपना सबका शत्रु मानते थे और इनके 
उद्देश्यमें बाधा डालनेकी चेष्टा करते थे । ये उनके लिये 
एक विभीषिका बन गये, जब कि इस विशाल देशके सभी 
भागोंमें रहनेवाले पीड़ित, निहीत एवं निम्नातिनिम्न वर्गके 
स्री-पुरुष इन्हें अपना उद्धारक एवं हृद्यवल्लम 
मानते थे । 
(७५७) 

श्रीकृष्णके पार्थिव जीवनकी सर्वविदित आकाज्ल 
मानव-जगत्‌मै प्रेमका साम्राज्य स्थापित करने, मनुष्योंमे 
पैरस्पर भेदकी मात्राको कम-से-कम कर देने और सामान्य 
मानवी बुद्धिको आध्यात्मिक स्तरपर ले आनेकी थी । उनका 
यह निश्चय था कि विभिन्न व्यक्तियों तथा मानव-जातिके 
बिभिन्न वर्गोके बीच बाह्य भेद तो सदा अनिवार्य रूपसे 
रहेंगे; क्योंकि सृष्टिकी रचना ही वैषम्यको लेकर हुई है । 
जिस प्रकार लोगोंके शारीरिक सामर्थ्य, मनोगत स्वभाव तथा 
मेधाशक्तिमे समानता और पूर्ण साद्दश्यकी आशा कदापि नहीं 
की जा सकती, उसी प्रकार सब प्रकारके लेगोंमे अर्थ, शक्ति, 
विद्या, सम्मान, अधिकार एवं प्रतिष्ठाको लेकर भी समानता- 
की आशा नहीं की जा सकती । आर्थिक साम्य एक खप्न- 
मात्र है; उससे अधिक कुछ नहीं; और मानवीय मनसे 
ममत्वबुद्धि भी सर्वथा दूर नहीं की जा सकती। बाह्य 
भेदोंका रहना तो अनिवार्य है, परंतु एकमात्र प्रेम-शक्ति ही 
इन सारी विष्रमताओंपर पूर्ण बिजय प्राकर इन्हें पचा सकती 
है । प्रेमके नेत्रोसे देखनेपर सभी बाह्य भेद तुच्छ प्रतीत होने 
लगते हैं । परेम सारी विषरमताओंको समरूप बना देता है तथा 
उन सबके साथ बन्धुत्वका भाव उत्पन्न कर देता है, जो 
निम्न कोटिके हैं, उच्च कोरिके हैं, देखनेमें प्रतिद्वन्द्वी हैं और 
आपाततः शरु हैं । प्रेम सारे द्वेष, सारे भय, सारे दर्प एवं 
सारे विषादपर विजय पा लेता है | 


प्रेमका आत्मा भिव्यञ्जन स्वाभाविक ढंगसे सेवा और _ 


त्यागके रूपमै होता है। उसे ग्रहण करनेकी अपेक्षा देनेमें, 
दूसरोंसे सेवा लेनेकी अपेक्षा उनके लिये उपयोगी बननेमे, 
दूसरोंका सुख छीनकर सुखोपभोग करनेकी अपेक्षा उन्हे 
सुखी बनानेके लिये कष्ट और अभावका त्रास सहन करनेमै अधिक 
प्रसन्नता होती है । जिसके हृदयमें प्रेम है, उसके लिये ऐसे समय- 
मे, जब दूसरे लोग कष्ट पा रहे हों, धन बटोरना जघन्य अपराध 
और पाप है | जिस समाजकी रचना प्रेमके सिद्धान्तपर हुई 

१ उसमें अर्थ एवं सुख-सुविधामय जीवनके साधनोंका 


2 


हने? 


) 
(| 


*% मानवताके आदशे भगवान्‌ श्रीकृष्ण # ८ 


८>>>>> 


८४९ 








उचित विभाजन स्वभावतः होता है । ऐसे समाजमे प्रत्येक 
स्त्री-पुरुष अपनी शक्ति और सामर्थ्यभर अपने साथियोंके 
सुख एवं कल्याणमै अपने आन्तरिक संतोष, अपनी व्याबददारिक 
आत्मसिद्धि-चरितार्थताके लिये योगदान करता है। श्रीकृष्ण- 
का ध्येय था भारतमै ऐसी उदात्त एवं सुसंस्कृत सामाजिक 
व्यवस्थाका प्रतिष्ठापन । उन्होंने समाजके सभी स्तरोंके लोगोंको 
वैयक्तिक एवं सामूहिक जीवनके क्रियाशील मूल सिद्धान्तके 
रूपमै विश्व-प्रेमके इस आदर्शसे अनुप्राणित करने और 
फलत; मनुष्य-जातिमै सञ्ची समता, बन्धुत्व तथा एकताकी 
प्रतिष्ठा करनेका क्रियात्मक प्रयत्न किया । उनके विविध 
सामाजिक; राजनीतिक और धार्मिक--यहॉतक कि सामरिक 
क्रियाकलाप भी अन्ततोगत्वा इस आदर्शकी चरितार्थताके 
उद्देश्यसे होते थे । 
(६) 

श्रीकृष्ण प्रेमक्रे साकार विग्रह थे ओर अपने व्यावहारिक 
जीवनमै वे शक्ति, अध्यवसाव एबं उपाय-चाठुरीके मी मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप थे | उनका यह दृढ़ निश्चय था कि प्रेममे ही उन 
सभी पेचीली गुत्थियौंकों सुलझानेका रहस्य छिपा हुआ है, 
जो मनुष्य-जातिको विरोधी दलोंमे विभक्त करके मानवीय 
प्रकृतिको बिभिन्न प्रकारसे अधोगामिनी बना देती हैं । वे 
सभी वर्गोंके छोगोके मनों और हृदयोंमें विश्वप्रेमके मन्त्रको 
फूँकने और इस महान्‌ आदर्शको चरितार्थताके मार्गमै आने- 
वाली समस्त विश्न-ब्राधाओंको दूर करनेपर कटिबद्ध थे | 
उन्होंने देखा कि उन साधारण) निष्कपट? सीधा-सादा जीवन 
बितानेवाले नर-नारियोंके मनो और हृदथोंको मानव-जीवनके 
इस उच्चतम आदर्शसे अनुप्राणित करना कहीं अधिक सुकर 
है, जो बहुधा बड़े अधिक बलशाली एबं अधिक चतुर 
लोगोंकी निर्दयता एवं खार्थपरायणताके शिकार होते हैं, जब 
कि उन बडे) अधिक शक्तिशाली एवं अधिक बुद्धिमान्‌ 
छोगौंके सुधार न चाहनेवाले और चतुराईका मुलम्मा 
चढाये हुए मनोमे इस आदर्शको फूँकना अनन्तगुना अधिक 
दुस्साध्य है, जो पार्थिव शक्ति एवं सम्पत्तिके पुजारी 
और स्वार्थमूलक कामनाओं और अमीप्साओंके दास हैं तथा 
जो अपनी अतिशायिनी बुद्धिश सामरिक बल एवं संघटन- 
शक्तिके जोरसे नयी-नयी सामाजिक) आर्थिक एवं राजनीतिक 
समस्य़ाएँ खड़ी करके मानव-मानवमे? जाति-जातिम तथा 
बर्गःवर्गमे रहनेवाले बाह्य भेदोसे लाभ उठाकर तथा उन्हे तूल 
देकर व्यवस्थित ढंगसे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं । 


मानव-समाजके नैतिक एवं आध्यात्मिक स्तरको ऊपर 

उठानेके अपने उत्साहपूर्ण प्रयत्नमे लगे रहकर उन्होंने 

अनुभव किया कि बाह्य दृष्टिसे राज्योपर शासन और सर्वे- 

साधारणके पार्थिव भाग्यचक्रका संचालन करनेवाले छोग उन 

साधारण लोगोंकी अपेक्षा, जिनपर वे शासन करते हैं 

मानवतासे बहुत अधिक गिरे हुए हैं। जेसा कि कदाचित्‌ 
सभी युगोंमें होता है, उस युगमे श्रीकृष्णके लिये यह एक 

बड़ी पहेली बन गयी कि शासकों तथा जननायकांको मानव 

कैसे बनाया जाय । उन्होंने अनुभव किया कि प्रेम मानव- 
प्रकृतिमे अनुस्यूत है, वह मानव-आत्माका स्वरूपभूत गुण है) 
वह प्रत्येक सामान्य नरनारी एबं बालककी अन्तरतम 
प्रकृतिमे निहित ईश्वरीय तत्त्व है । जहाँ प्रेमपर घृणा; द्वेष) 
ईर्ष्या, प्रतिस्पद्धी और शत्रुता अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं, 
जहाँ अस्तित्व एवं प्रभुत्वके लिये संघर्ष तथा सबसे बलवान्‌ 
और. सबसे चतुरकी प्राणरक्षा वैयक्तिक एवं जातिगत जीबनके 
नियम बन जाते हैं, जहाँ सेवा और उत्सर्गका भाब आत्मोत्कर्षकी 
भावना तथा खार्थपूर्ण बुद्धि एवं स्वार्थप्रेरित कामनाओंकी अपेक्षा 
गौण हो जाता है, वहाँ श्रीकृष्णके मतसे मनुष्य-जाति 
मनुष्यतासे गिर जाती है | जब मनुष्यके पारस्परिक सम्बन्धोंमै 
पशु-जगतके नियमोंको प्रधानता दे दी जाती है, तब मनुष्य 
अपना स्वरूप खो बैठता है और अपनेको गिराकर पशुकी 
श्रेगीमै छे आता है पार्थिव सफलतापर फूले हुए तथा उसके 
नशेमे चूर धनिक एवं सत्ताधारी वर्ग और विशेषकर एक 
दूसरेके प्रति ईर्ष्या एबं शब्रुताका भाव रखनेवाले समरप्रिय 
नरेश मानव-जातिको मानवतासे गिरानेमै हेतु होते हैं । 


(७) 

अपने विश्वप्रेमके सिद्धान्त (और मानवजातिकी निस्खार्थ 
सेवामे उसके क्रियात्मक प्रयोग ) को तथा व्यावहारिक 
जीवनमै योगकी शिक्षाकों सभी देशों एवं युगोके तथा सभी 
वर्गोके सदाशय छोगोंके हृदय एवं बुद्धिके लिये रुचिकर 
एवं आकर्षक बनानेके उद्देश्यसे श्रीकृष्णने अतिशय बुद्धि- 
गम्य, असाम्प्रदायिक तथा खमताग्रहझ्यृत्या ढंगसे उसका 
स्पष्ट शब्दोमिं प्रतिपादन किया और उसे सुदृढ आध्यात्मिक 
एवं दार्शनिक आधारपर प्रतिष्ठापित किया | मनुष्यके मनमें 
लौकिक प्रवृत्तियों, कामनाओं एवं आसक्तियोंकी आपाततः 
प्रधानता रहनेपर भी भगवत्कृपासे उसमें पारमार्थिक कल्याण 
एवं सुखकी आकाङ्का अत्यन्त गहरी जड़ पकड़े हुए है | 
पार्थिव भोगोंके प्रति उसका सम्पूर्ण राग रहते हुए भी प्रत्येक 


न a FR 


५५० 








मनुष्य यक्तिचित्‌ पुण्यका उप हित तासा व हब त नाना तारालाकार करना चाहता है, 
जिससे वह मत्युके बाद शाश्वत शान्ति एवं आनन्दका 
उपभोग कर सके | इसलिये प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह कितना 
ही संसारासक्त क्‍यों न हो, किसी-न-किसी मतवादको अवश्य 
खीकार करता है और किसी-न-किसी धार्मिक आचारको 
अपनाता है । 


एक महान्‌ धर्माचार्यके रूपमें श्रीकृष्णे बतलाया कि 
सर्वोच्च आध्यात्मिक महत्त्व रखनेवाले सच्चे धर्मका स्वरूप 
इतना ही नहीं है कि किसी धार्मिक विधि-विधानमें विश्वास- 
मात्र किया जाय अथवा कतिपय शाज्लोक्त नियमों एवं 
आचारोंका पालन किया जाय अथवा कतिपय क्रियाकलापों 
एवं विधियोंका साज्ञोपाज्ञ अनुष्ठान किया जाय अथवा 
किन्हीं विशेष प्रकारकी भावनाओं एवं मनोगत भावोंका 
आश्रय छिया जाय अथवा सम्पूर्ण जागतिक व्यवहारोंका त्याग 
करके गिरिगहृरों एवं वनोंमें किन्हीं निर्दिष्ट योग-साधनोंका 
अभ्यास किया जाय । इन सत्र बातोंसे सच्चे एवं सार्वभौम 
धर्मकी ओर बढ्नेमें ठोस सहायता अवश्य प्राप्त हो सकती 
है--यदि किसी मतबाद या आचारके प्रति अनुचित एवं 
अनन्य रागके कारण हमारे मनमै दुराग्रह एवं धर्मान्धता न 
आ गयी हो ओर फलतः हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण न हो 
गया हो । 

उनकी शिक्षाके अनुसार यथार्थ धर्मका स्वरूप यह है 
कि जीवन और जगतूके प्रति हमारी दृष्टि सर्वथा चिन्मय 
और सार्वभौम बन जाय; जीव और जगतूके सच्िदानन्द्मय 
स्वरूपकी अनुभूति हो और समस्त विचार, भावनाएँ एवं 
क्रियाएँ उक्त दष्टिकोणके अनुसार नियन्त्रित हाँ । भगवान्‌ 
अपनी अपरिच्छिन्न सत्ता, अपना असीम शान और विवेक, 
अपना अनन्त प्रेम और सौजन्य, अपना अपरिसीम 
सौन्दर्यं और आनन्द, अपनी अनन्त शक्ति और प्रभाव इस 
गौरवमय विइवमें अनन्त प्रकारके रूपोमे व्यक्त कर रहे हैं । 
वे विश्वात्मा हें और इस विश्वके सम्पूर्ण भाव-पदार्थमि आत्म- 
प्रकाश कर रहे हैं | वे प्रत्येक मानव-देहमें एवं प्रत्येक सजीव 


प्राणीमै निवास करनेवाले आत्मा हैं | हुम सब भगवान हैं 


और भगवान्‌ हम सबमें हैं। हम सब भगवानके अंदर जुड़े 
हुए दैं-एक हैं और यही सची एकता है । हमारे सारे भेद 
अवास्तविक हैं, प्रातिभासिक हैं और विभिन्न रूपे उनका 
लीलामय आत्मप्रकाश ही इन सबका कारण है । सच्चे घर्मः 
की साधनाका स्वरूप है-इस आध्यात्मिक दृष्टिकोणका 


> ' कै मानव वही जो,खाथे तज होता पथिक परमार्थका # 


अभ्यास करना, अपने आत्मार्मे तथा जगतूके समस्त भूतोंमे 
परमात्माको देखनेकी लगनके साथ चेष्टा करना, सम्पूर्ण 
घटनाओमे उनकी लीलाका दर्शन करना तथा उनके समी 
स्वरूपाँमें उनके साथ प्रेम करना, उनकी सेवा करना और 
उनकी उपासना करना । 
(ED) 

साधारण जनताके तथा विशेषकर लोकनायकों तथा 
प्रजा-शासकोंके मनोंमे क्रियाशील भगवदनुभूति जाग्रत्‌ किये विना 
मानव-समाजमें प्रेम-राज्यकी सुदृढ़ स्थापना सम्भव नहीं ओर 
उसके विना मानक-जातिके विभिन्न भागोंमें न तो सच्ची झान्ति- 
के दर्शन हो सकते हैं और न सच्ची एकता और बन्धुत्व ही 
प्रकट हो सकते हैं, न संकल्पपूर्वक तथा बिना विचारे-- 
आवेशमें आकर किये गये संग्राम ही बंद हो सकते हैं और न 
एक दूसरेसे स्वार्थ सिद्ध करने तथा एक दूसरेको सतानेके हिंसा- 
पूर्ण अथवा सोम्य प्रयत्न ही बंद होंगे । जनतामें भीतरसे 
आध्यात्मिक जाणति हुए बिना स्वाधीनता, न्याय, एकता, 
समानता एवं बन्धुत्व आदि सदा चतुर एवं स्वार्थी गुटोंके 
थोथे नारे अथवा दलगत घोषमात्र बने रहते हैं। सम्पूर्ण 
राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभस्याओंका--जो सदा 
जनताके क्षुद्र पार्थिव हितोंके भेद तथा संघर्षसे तथा उनकी 
संकीर्ण) पूर्वाग्रहयुक्त एवं नीच मनोवृत्तिसे उत्पन्न होती हैं-- 
समाधान यही है कि जनताके नैतिक एवं आध्यात्मिक स्तर- 
को ऊँचा उठाया जाय तथा लोगोंके अंदर मगवद्विषयक 
अनुभूति जाग्रत्‌ की जाय, जो उन सबकी आम्यन्तर खरूपभूत 
प्रकृतिमै निहित है | 

श्रीकृष्ण सदा बही बात लोगोंसे कहते थे, जिसे वे स्वयं 
अनुभव करते तथा जिसका वे आचरण करते थे; और वे 
दूसरोसे जो कुछ कहते थे, उसकी गहरी अनुभूति उन्हें होती 
शा और उसका अपने जीवनमै तत्परतापूर्वक 'आचरण करते 
चै । अतः उनके उपदेशोम अदम्य बल होता था | वे स्वयं 
भगवदनुभूतिसेपूर्ण रहते थे; वे सदा त्रह्ममावर्मे स्थित रहते थे; 
वे जीवमात्रको एक अद्वितीय परमात्माके ही बाहरसे भिन्न 
करे के वे ग उतते येम एवं उनकी रेन 
रीड पाजी उन्हीं अद्वितीय परमात्माको 
तमी भराम उन्हीं एव त देखते थे और विश्वकी 

छीलाका आनन्द लेते थे; 

खरूपगत पवित्रता और सौन्दर्य, 


>“ 


* मानवता # 





५५१ 








सौजन्य एवं सौहार्दमै अमर विश्वास था- चाहे वे बाहरसे 


कितने ही भ्रष्टचरित्र क्यों न दीखते हाँ; उनके चित्तकी 
शान्ति, निज्नति और उल्लासमें किसी भी कारणसे क्षोभ नहीं 
हो पाता था । यद्यपि अनेकों लोग ऐसे थे जो देखनेमे उनके 
तथा उनके जीवनोद्देश्यके विरोधी प्रतीत होते थे और कइयोंके 
साथ उन्हें भी बाह्य परिस्थितिसे बाध्य होकर आपाततः शत्रु- 
का-सा व्यवहार करना पड़ता था, फिर भी उनका सबके 
प्रति गाढ़ एकात्मभाव था; उनका प्रेम ओर सहानुभूति 
सबके प्रति अतिशय क्रियात्मक थे, संवेदनात्मक अथवा निरे 
भावुकतापूर्ण नहीं थे । सबके लिये उनके उपदेशोंका भी यही 





सार था । वे अपनी गम्भीर एवं लीलामय शैलीसे भी सभी 
वर्गोके नर-नारियोंके चित्तमै इस प्रकारके मगवद्धावको जाग्रत्‌ 
करने तथा आध्यात्मिक भावको विकसित करनेके लिये सब 
प्रकारके शक्य उपायोंका आश्रय लेते थे । अपने मित्रों) 
अनुमोदको तथा अनुयायियोंके प्रेमपूर्ण सहयोगसे उन्होंने 
मनुष्यों-मनुष्यों, समुदायों-समुदायों, जातियों-जातियों, गोत्रों- 
गोत्रां तथा वर्णो-वर्णोके बीच तथा शासक-शासितों, बलियो 
एवं निर्बलोंके बीच सब प्रकारकी मनुष्यकृत सीमाओंको मिटाने 
तथा उनके वीच प्रेम और सोहार्दका मधुर सम्बन्ध स्थापित 
करनेका अथक प्रयत्न किया था । 


-—vo or — 


मानवता 
( रचयिता--शरीग० ना० वोधनकरजो ) 

[ दोहा ] 
विश्व-सुकुरम॑ इशका, मानवता प्रतिबिस्ब । मानवता शिवराजकी, पर-तिय मात प्रमान । 
मानवतामय मनुज ही, ईश-भूति-प्रतिबिस्ब ॥ देश-धमे-गो-संतजन, माने प्राण समान ॥ 
मानवता अनमोळ दै, आर्यधर्मका सार॥ मानवता मनमोहनी, मोहनदास महा 
मानव मानवता बिना, दानव अधम असार ॥ सत्य-अहिसा-दुन्दुभी, खरसे भरी जहान ॥ 
मानवता हित हरि खयं, धरते नर-अवतार। मानवता परमेशकी, मानव-मंडन देन। 


रखते धर्मे, अधर्म हर, हरते भू-दुख भार ॥ 
धर्मरूप ऋत सत्य है, अखिल विश्व-आधार ! 
मानवता बन कर किया, नर वखुदेवागारै ॥ 
मानवता पय-सिन्छुका त्याग विमल मधु क्षीर । 
दया प्रेम ग दिव्य दो, नरके प्रा छुथीर ॥ 
मानवता नरका सुकरः खगंधाम-सोपान । 
मानवताळूत मत्येको, करता नित यश दान ॥ 
मानवता हरिचंद बन, बेचे प्रिया खुपूत। 
घरत असिधारा सत्यका, निभाः किया कुल पूत ॥ 
मानवता नररूप धर, प्रकटी वन रघुनाथ | 
तज सिंहासन धर्मवरश रखते दीनानाथ ॥ 
मानवता यदुनाथकी, खुद्द सुदामा दीन । 
पूजा, दी निजपाद-रति, किया आत्म-पद्‌-लीन ॥ 
मानवता ईसा भई, ईश पुत्र 
क्षमा शांति सत्कर्म रति, विश्वप्रेम-आगार ॥ 
मानवता भू पर बनी, एकनाथ हरिदास । 
सुरसरि-जल रामेशका, दे खर मेटी प्यास ॥ 





“१. ऋग्वेद । नेके .। 
गङ्गाजल ले जा रहे थे । मार्गमें उन्होंने एक वूषाकुलित गदद्देको देखा तो उसे वदद सारा गङ्गाजल पिला दिया | 


२. श्रीमद्मागवत । 


साकार । . 


आत्मशत्रु मानव उसे, अपमानत दिन रेन ॥ 
मानव” संख्या बढ़ रही, जगमे नित्य विशेष । 
क्षण-क्षण मानवता घटे, कर सब खुख निःशेष ॥ 
मानच मानवता बिना, सौरभ विरहित कंज। 
कान्त सुधाकर-कान्ति बिन, सोह न तारक-पुंज ॥ 
दारूण दानवता-दलितः मानवता आज | 
दिसा ममता लोभ मद, नचत नग्न कुसमाज ॥ 
विश्‍वविजय-व्यामोहसे, दो विशानी ग्रस्त । 
करते अणुबम आदिसे सब जगको संत्रस्त ॥ 


मानवता गुणसे रहित मानव असुर समान । - 


सबका अनभल कर रहा आज उसे हित जान ॥ 
मासवता बलके धनी नहीं आत्मबल-हीन । 
मानवतासे रहित, ज्या सुंदर तन असुहीन ॥ 
मानव मानव बन? 
अग जगका मंगल करे 
भौतिक-वैभव-श्रान्त अति, 
प्रभु ! मत होने दो उसे, 


३. संतशिरोमणि श्रीएकनाथ : “पा क्या इ स 7 मे विमि मनामा अमान सवा व्यि क 


बने भव-जलळनिधिका सेतु। . 
हो शुचि सुखमे हेतु ॥: 
शाश्वत-सुख-पथ-भ्रष्ट । 
करो सत्य हित-निष्ठ ॥ - ` 


I 


५५२ # मासघ वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 








च्याय 


ऋग्वेद ओर राजन्य 


( छेखक--पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 


ऋग्वेदम सुदास) दिवोदास) प्रथुश्रवा, झार्यात, सुश्रवा, 
मान्धाता, खनय, तृत्सु, भरतगण) शंतनु) इक्ष्वाकु, नहुष, 
ययाति, दुष्यन्त-भरत) पकथ) पुरूरवा, यदु, तुवंश, ऋजि- 
श्वान, तुग्र, भुज्यु, पुरुकुत्स, पुरुमित्र, अन्तक, त्रसदस्युः 
जाहु) एथि, प्रथु, आयु, श्रुतरथ) मनु, अनु, द्रुह्यु, पेदु) 
सोमक) अभ्यवतीं, असङ्ग) कशु, वेन, वरु, राम आदि आदि 
राजाओंका उल्लेख पाया जाता है | इनका सूक्ष्मतम विवरण 
जो उपलब्ध है, उससे ज्ञात होता है कि ये विजेता, प्रतापी, 
प्रजावत्सल, दानी और धर्मनिष्ठ थे | ये विजय-यात्रा किया 
करते थे ( १० | ३८-६ ) । ये प्रजाके हितके लिये संनद्ध 
रहते थे ( १ | ७०-२ )। बड़े-बड़े राज्योंके अधिपति थे 
( ९। ११०) २) । ये अमात्योंके साथ गजारूढ़ होकर 
यात्रा करते थे ( ४ | ४। १ ) । इनके राजद्वारोंपर वेत्र- 
धारी द्वारपाल रहते थे (२। १५ । ९) । दरबारोमें 
“सरलतासे हुँसानेवाळे? विदूषक थे १ । १४१ । ७; ९ | 
११२ । ४ ) । इनके निष्क नामके सोनेके सिक्के चलते थे 
( १।१२६। २ ) । प्रजाके करसे राज्य-व्यवस्था+ चलती 
थी ( १०। १७३ । ६ ) । समख कर्मचारी वेतन पाते थे 
(८। ५५। ११; ९॥९७। ३८; ९ | १०३ । १ )। 
इन्हीं ऋग्वेदीय राजाओंके संक्षिप्त विवरणोंका विशद 
व्याख्यान रामायण; महाभारत; पुराणों और संस्कृत- 
साहित्यके अनेकानेक ग्रन्थोंमे किया गया है । परंतु जो लोग 
वेदोंको नित्य मानते हैं, वे वेदोमे आये नामोंको ऐतिहासिक 
और भौगोलिक न मानकर यौगिक अर्थमे लेते हैं । वे तो 
वसिष्ठ; भरद्वाज और विश्वामित्र तकक़ा अस्तित्व नहीं मानते 
और बसिष्ठका अर्थ प्राण, भरद्वाजका अर्थ मन और विश्वा- 
मित्रका अर्थ कान करते हैं । वैदिक शब्दकोष “निघण्टु? के 
टीकाकार यास्कने भी अपने “निरुक्त? में यौगिक अर्थ किये 
हैं । ठुलसीदासजीकी रामायणकी चौपाइयोंके जो आजकल 
तरह-तरहके अर्थ किये जाते हैं, बैसे ही यास्कने भी एक- 
एक शब्दके अनेकानेक अर्थ किये हैं । यास्कने “इन्द्र! शब्द- 
की व्युत्पत्ति पंद्रह प्रकारसे की है और इन्द्र-वृत्रासुर-युद्धतक- 
का अस्तित्व उड़ा दिया दै । उनका मत है कि वेदोंमें इन्द्र- 
वृत्र-युद्धके बहाने वैज्ञानिक वर्षाका वर्णन है । वे बृत्रका अर्थ 
मेघ और इन्द्रका विद्युत्‌ करते .हैं | अश्निनीकुसारके चार 


अर्थ यास्कने किये हैं-सवर्ग-म्यलोक) दिन-रात) सूर्यचन्द्र 
और दो धर्मात्मा । | 


परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि वैदिक ऋषियोंके 
ध्यानमें ये समी परस्पर-विरुद्ध अर्थ रहे हैं | किसी भी लेखक 
या ग्रन्थ-कर्त्ताका एक लक्ष्य या एक उद्देश्य रहता है, जिसे 
ध्यानम रखकर वह रचना करने बैठता है | एक ही उद्देश्य 
और एक ही व्याख्याको लेकर बादरायणने ब्रह्मसूत्रकी रचना 
की होगी--चाहे वे अद्वैतवादी हों, विशिष्टाद्वैतवादी हो; 
बिशुद्धाद्वैतवादी हों, द्वैतवादी हों या द्वताद्वेतवादी हों । यह 
नहीं कहा जा सकता कि सरळ और सात्विक ऋषियोंको 
संसारको श्रममें डालनेके लिये अनेक व्याख्याएँ अभीष्ट रही 
होंगी । यह भी नहीं कहा जा सकता कि ऋषियोंने हजारौं 
बैदिक शब्दोंको इलेघालंकारका जामा पहनाया होगा । 


बात यह है कि यास्कके पहले वेदार्थ करनेका एक 
क्रम था, एक परम्परा थी । यास्कके समय यह परम्परा टूट 
गयी थी । यही कारण है कि वेदार्थ करनेमै मनमानी खींचा- 
तानी की जाने लगी । तो भी यास्कने भी निरुक्तके पाँच- 
छः स्थानोमें 'तत्रेतिहासमाचक्षतेः लिखकर वेदमै इतिहास 
माना है । उन्होंने शंतनु, देवापि, इषितसेन आदिका 
उल्लेख महाभारतके इतिहासके अनुसार ही किया है । 
( निरुक्त । ४ ) उन्होंने पिजवन-पुत्र सुदास और कुशिक- 
नन्दन विश्वामित्रका भी विवरण दिया है । उन्होंने 'संतपन्ति 
माम्‌? मन्त्रकी व्याख्यामे स्पष्ट ही त्रित ऋषिका इतिहास 
लिखकर स्वीकार किया है कि 'इतिहाससे युक्त वेद है ।? 
परम्परा-प्राप्त अर्थके अनुसार ऋग्वेदके प्राचीन भाष्यकार 
स्कन्दस्वामी, नारायण, उद्गीथ, वेडूटमाधव; आनन्दतीर्थ 
तथा सायणाचार्यने मन्त्रोंका इतिहासपरक अर्थ किया है । 
शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लमाचार्य आदिने भी वेदमें 
इतिहास माना है । ऋग्वेदीय मन्त्रोमें यमी, उर्वशी, झुनः- 
शेष; दाशराज युद्ध आदिका स्पष्टतः ऐतिहासिक विवरण है । 
आश्चर्य है कि साम्प्रदायिक आग्रहके कारण संसारकी महती 
आयजातिका महान्‌ इतिहास उसके आदि-पग्रन्थोंसे ही उड़ा 
दिया जाता है | निष्पक्ष होकर कोई खाध्याय करे तो उसे 
संहितामन्त्रों, ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदां दर्पणकी तरह 


कळ... 


> छग्येद ओर राजन्य ॐ 





निकला nme === 
I 


सैकड़ों इतिहास मिळेंगे । प्रस्तुत लेखमें सायणके अनुसार ही 
सारे इतिहास उद्धुत हैं । 

हॉ; तो उपर्युक्त राजन्यवर्गका मन्त्रोद्लिखित इतिहास 
सुनिये । इनमे सर्वाधिक उल्लेख सुदासका है । ये सूर्यवंशी 
राजा दिवोदास या पिजवनके पुत्र थे । दाबाराश-युद्धके 
विजयी दळके नायक ये ही थे । इनके पक्षमे इन्द्र और 
वसिष्ठवंशवर मी थे। ये महादानी थे । ळड़ाईके समय 
अश्विनीक्ुमारोंने इनके लिये सामग्रीका वहन किया था ( १। 
४७ | ६ ) | इन्द्र इनके परम हितैषी थे । अंहा नामके 
असुरका सारा धन छीनकर इन्द्रने इन्हें दे दिया था ( १ । 
६३। ७) । अश्विद्यने भी सुदासको “उत्कृष्ट घनः दिया 
था ( १। ११२ १९ ) | इनके याजक अङ्गिरा, मेधातिथि 
आदि थे ( ३। ५३ | ७ )। एक बार विश्वामित्रने भी 
सुदासका यज्ञ कराया था । इससे इन्द्रने प्रसन्न होकर कुशिक 
गोत्रके ऋषियोंके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया था (३ | 
५३ | ९ ) । चन्द्रवंशी राजा तुर्वशसे एक बार सुदासका 
सामना हो गया । सुदासकी ओरसे इन्द्रने तर्वशका वध कर 
डाला (७ | १८ । ६) । एक बार चयमानके पुत्र कवि तथा 
दुष्मानस और मतिमन्द नामके शन्रुओंने परुष्णी ( रावी) 
नदीके दोनों तटोंको गिरा दिया था । इसपर क्रुद्ध होकर 
सुदासने कविको मार डाळा ( वहीं मन्त्र ८) । सुदासके लियें 
इन्द्रने सभी शत्रुओंकी बद्यीभूत कर डाला था CN 
दो प्रदेशोंके इक्कीस मनुष्योंका वध करके सुदास यशस्वी हुए 
थे । सुदासके सहायक मरुदूगण थे) इसल्यि सुदास शत्रुओको 
कुशकी तरह काट डालते थे (मन्त्र ११ )। इ्न्द्रकी 
सहायतासे सुदासकी वीर-वाहिनी सेनाने ( दाशराजयुद्धम ) 
६६०६६ शत्रुओंक्रा वध किया या ( १४ ) । वृत्सु लोगाँसे 
इ्द्रने सुदासको युद्धम प्रात्त सारा धन दिला दिया ( १ ५)। 
जो युद्धक्षेत्रमे नहीं मारे जा सके, वे सारे सुदासराचु भाग 
गये ( १६ )। अन्ते सुदास इतने शक्तिशाली हो गये कि 
उन्हें बकरेसे सिंहको मरवाने और सुईसे काठ कटवाने तककी 
साम्यं मिल गयी ( १७) । इन्द्रने देववान्‌ राजाके पोत्र 
और पिजवनके पुत्र सुदाससे वसिष्ठको दो सी गार्ये दो 
रथोके साथ दिला दीं ( २९ ) जिन सुदासका यश द्यावा. 
पथिवीके बीच व्यास है और जो दाताओंमें मूर्डन्य सुदास 
श्रेष्ठ व्यक्तिको धन-दान करते हैं; उनकी स्तुति सातों लोक. 
करते हैं (२४)। सुदासका वल अविनाशी और 
अञ्चिथिल था ( २५ ) । दशम मण्डढका १३३वा उक्त 
इन्हीं सुदासकी आविष्कृति दै । 


माल झन ९७०७-- 


५५३ 


यह भी कहा गया है कि वसिष्ठपुत्रोके मन्त्र-वलसे 
इन्द्रने दाशाराज्ञयुद्धमै सुदासकी रक्षा की थी (७। ३३। ३)। 
इस महासमरमे वरुणने भी दस धयज्ञ-हीन? राजाओंसे सुदास- 
की रक्षा की थी ( ७। ८३ । ६-८ ) । ऐतिहासिकोंके मत- 
से ये दसौं चन्द्रदंशी राजा थे। दसवें मण्डलके १३३ वें सूक्त- 
से ज्ञात होता है कि सुदास इन्द्रके अनन्य भक्त थे । यह 
बात ध्यानमे रखनेकी है कि गीता और भागवतमै जो स्थान 
श्रीकृष्णको प्राप्त है; वही स्थान इन्द्रको वैदिक संहिताऔमे 
प्राप्त था । पाण्डवोंकी ओर कृष्ण थे और सुदासकी ओर 
इन्द्र । इन्द्रके ही कारण सुदासके शत्रुओका विध्वंस हुआ । 








सुदासके प्रख्यातनामा पिता दिवोदास ( पिजवन ) के 
बारेमे भी प्रभूत उल्लेख हे । ये महान्‌ अतिथिसेवक थे 
( १।५१। ६ ) । शम्बरासुरके डरके मारे एक बार दिवोदास 
जलें छिपे हुए थे। इन्द्र और अश्रिद्वयने शम्बरका वध 
करके दिवोदासको बचाया था ( १ । ११२ | १४ )। इन्द्रः 
ने शम्बरके नब्बे नगरोंको भूमिसात्‌ किया था और नगरका 
सारा धन अतिथिबत्सल दिवोदासको दे दिया था ( १। 
१३० | ७) | इन्द्रने अतिथि-सेवक राजर्षिं दिवोदासके 
निवासके लिये सौ नगर भी दिये थे ( ४ ।२६। ३) | 
यहाँ दिवोदासका विशेषण “राजर्षिः आया है । राजाओंमें 
जो ब्रह्मज्ञानी होते थे, उन्हें राजर्षिकी पदवी दी जाती थी । 
दिवोदासको जो सौ नगर दिये गये थे; वे पाषाण-निर्मित थे 
(४।३०। २० ) | दिवोदास प्रसिद्ध सोमाभिषवकारी 
और याशिक थे (६ । १६ | ५ ) । यह बात कई मन्त्रम 
आयी है कि दिवोदासका सबसे बड़ा शत्रु शम्बर था ( ६ | 
१८ | १३ ) । एक मन्त्रे स्पष्ट कहा गया है कि सुदासके 
घेता पिजवन या दिवोदास हैं । सुदासकी ही तरह इनकी भी 
सेवा करनी चाहिये (७ । १८ । २५) । एक स्थानपर 
दिवोदासको 'सत्यकर्मा? कहा गया है । इसी मन्त्रसे विदित 
होता है कि 'तुर्वशः और “यहु? ( चन्द्रवंशी ) मी दिवोदासके 
शत्रु थे( ९।६१ । २ )। कहा नहीं जा सकता कि 
वाराणसीके निर्माता घन्वन्तरिके अवतार तथा महान्‌ आयुर्वेद- 
के प्रवर्तक काशिराज ये ही दिवोदास थे या ये दूसरे थे | 


मनुका विवरण भी कम नहीं पाया जाता | कहा गया 
है कि अग्निदेवने मनुको खर्गकी कथा सुनायी थी ( १।३१ \४)। 
मनुको समस्त प्रजाका पितृभूत कहा गयाहै (१ | ८० | १६ )। 
अश्चिनीकुमारोंते “मनुको गमन-मार्ग दिखाया था? और 'शूर 
मनुकी रक्षा की थी? ( १ । ११२ | १६-१८ ) 








| 


५५७ ओ मानव वदी जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


इन्द्रने मनु ( सावर्णि वा सांवरणि ) के लिये अभिषुत सोमका 
पान किया था ( वालखिल्यसूक्त ३ । १ )। विवस्वान्‌ 
मनुके लिये भी इन्द्रने सोमका पान किया था ( वहीं ४ । 
१ ) । राजर्षि मनुका रक्षक सोम था (९| ९२। ५ )। 
ये मनु सूर्यवंशी थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था 
(१०।६१ । १८- २१ ) | विवस्वान्‌ मनुके रक्षक 
देवता थे ( १० | ६३ । १ ) [ मनुकी पुत्री पर्श थी, जिसके 
ग्रीस पुत्र थे ( १० | ८६ । २३) | इन्डी सनुकी संतान 
मानव वा मनुष्य हैं | 

कृतयुगमै मान्धाता आदर्श राजा थे | इनकी उदारता; 
विशालह्कद्यता, दानशीलता, प्रजावत्सलता और 
आस्तिकताका वर्णन अनेक पुराणोंमे है । ये राजर्षि थे । 
क्षेत्रपतिके कार्यमे अश्विनीकुमारोंने इनकी रक्षा की थी 
(१।११२।१३)।ये युवनाश्वके पुत्र थे । इनके बहुत 
शत्रु थे | इनके लिये सर्वापेक्षा अधिक दस्युओंका इनन 


अभिदेवने किया था ( ८ । ३९ । ८ )। इन्हीं मान्धाताकी . 


गवेषणा है दशम मण्डलका १३४ बाँ सूक्त । ये भी सूर्य- 
बंशी राजा थे, याज्ञिक और इन्द्रके अनन्य भक्त थे । ये 
अनेक ग्रन्थोमै सत्ययुगके अलंकार कहे गये हैं | ये प्रथ्वीको 
जीतकर स्वर्ग जीतने भी गये थे । 

क्षत्रिय-जातिके मूल पुरुष इक्ष्वाक माने गये हैं । इनके 
पिता विवस्वान्‌ मनु थे और माता भद्धा थीं । इनके दो पुत्र 
थे--विकुक्षि और निमि । विकुक्षिके वंशमे श्रीराम हुए और 


` निमिके वंदामे सीताजी । इक्ष्वाकु अयोध्यामें रहते थे--यही 


उनकी राजधानी थी | परंतु इनका राज्य सारी धरित्रीपर 
माना जाता है । यह “छोक़ अतीव प्रसिद्ध है--'इश्वाकृणामिय 
भूमिः ।' अर्थात्‌ यह समस्त प्रथिवी इक्ष्वाकुके वंशधरोंकी है। 
इद्ष्वाकु रक्षाकार्यमै नियुक्त थे-सबके रक्षक थे ( १० | 
६० । ४ ) । विवस्वान्‌ मनुके दस पुत्रोमै इक्ष्वाकु सर्व- 
प्रसिद्ध थे । 


दादाराश-युद्धमै तृत्सुःभरतगण सुदासके पक्षमै थे | इन 
दोनोंका उल्लेख एक साथ भी मिलता है । इनके पुरोहित 
वसिष्ठ थे (७ । ३३।६)। एक खान ( ७ | १८ | 
१३ ) पर कहा गया है कि (इन्द्रने अनुके पुत्रका ग्रह 
तृत्सुको दे दिया था |! इसके आगेके पंद्रइवें मन्त्रम कहा 
गया है फि “तृस्सुछोग दाशराश-युद्धमै सुदासकी विजय हो 
जानेके बाद कुळ वस्तुएँ लेकर पलायन कर रहे थे । परंतु बाधा 
प्रात्त होनेपर उन्होंने सब वस्तुएँ सुदातको दे दी थी ।१ 








ऋण त 
उन्नीसवें मन्त्रमे कहा गया है कि युद्धके अनन्तर तृत्सुओने 
इन्द्रको संतुष्ट किया था | २ । ३३ । ११-१२ से जाना जाता 
है कि भरतवंशधरोंने विपाशा ( व्यास ) और शुतुद्री 
( सतलज ) को पार किया था । ३। ५३ | २४ में तो 
इतनी दूरतक कहा गया है कि “वसिष्ठके साथ मरतवंशीय 
पार्थक्य जानते हैं, एकता नहीं जानते अर्थात्‌ शिष्टोंके साथ 
उनकी संगति नहीं दै ३ | २३। २ में लिखा है क्रि 
“मरतके पुत्र देवश्रवा और देववातने अरणि-मन्थनके द्वारा 
अभिको उत्पन्न किया था |! कदाचित्‌ ये भरत चन्द्रवंशी 
राजा दुष्यन्तके पुत्र भरत नहीं थे । ६। १६ । ४ मै 
दुष्यन्त-पुत्र भरतका भी उल्लेख है । भरतने अभिकी स्तुति 
की थी और यज्ञ भी किया था । यह कहना कठिन है कि 
किन भरतके नामपर इस देशका नाम भारत पड़ा । 

वेन ऋषि और वेन राजा--दोनोंके नाम पाये जाते हैं । 
८ | ९ | १० में वेन प्रथीके पिता बताये गये हैं। १० | 
१४८ | ५ में वेप्रथुके पिता कहे गये हैं | १० | ९३। १४ में 
पृथु-पुत्र ताम्बने कहा है--देवोंके प्रशंसायुक्त स्तोत्रका पाठ 
मैंने दुःशीम) प्रथवान्‌ “वेन और बली राम आदि धनाढ्य 
राजाओंके पास किया है ।? ये चारों ही सूर्यवंशी राजा थे । 

राजा एथुने सौ अश्वमेध यज्ञ किये थे । कहा जाता है 


'कि इन्हींके नामके अनुसार धरित्रीका प्रथ्वी नाम पड़ा । 


इन्हीके वंशधर राजा अभ्यवर्ती (चयमान-पुत्र) ने भरद्वाजको 
बीस गौओंका दान दिया था (६ | २८ | ८ ) | 

१ | ११२ | १५ में वेनके पुनका नाम प्रथि कहा गया 
है । नहीं कहा जा सकता कि पृथि, प्रथी, प्रथु और प्रथवान्‌ 
एक ही व्यक्तिके नाम हैं, या वे विविध व्यक्ति हैं ही । 

एथुश्रबाराजाके इष्टदेव अश्विनीकुमार थे। इन्होंने 
एथुश्रवाके शत्रुओका वध कर डाला था (१।११६।२१)। 
ट्थुश्रवा महादानी थे । इन्होंने वश ऋषिको ७० हजार 
घोड़े, २ हजार ऊँट, १ हजार काली घोड़ियाँ और १० 
हजार “शश्र' गायें दानमें दी थीं--एक सोनेका रथ भी दिया 
था | इन्हें कन्या-पुत्र या कानीन कहा गया है (८ । ४६ | 
२१-२४ ) | पथुश्रवाके दानाध्यक्ष थे अष्ट्व, अक्ष, नहुष 
और सुक्कत्व ( वहींका २७ वॉ मन्त्र )। २८ वें मन्त्रमै कहा गया 
है कि (उचथ्य और बघु नामके राजाओंसे भी अधिक साम्राज्य 
र्थुभ्रवा करते हैं | इन्होने ६० इजार गार्योका भी दान 


दिया था ( २९ ) | शश्चुश्रवाने अपनी राजकुमारीका विवाह 
मी बशके साथ किया था ( ३३ )। 


शी 


ओ 5ऋृस्देद्‌ और राजन्य ॐ 


ee 





५५५ 








सुश्रवा राजासे लड़नेके लिये एक बार बीस नरपति अपने 
६० हजार ९९ अनुचरोंके साथ आये थे । परंतु इन्द्रने 
सबका संहार कर डाला । साथ ही कुत्स, अतिथिग्व और 
आयु राजाऔंको महान्‌ युबक राजा सुश्रबाके अधीन कर 
दिया था ( १ । ५३ | ९-१० )। 


राजर्षि शायौत महान्‌ याज्ञिक थे | झार्यातका सोमरस 
इन्द्रके लिये विशेष रुचिकर होता था ( १ । ५१ । १२) | 
इनके सहायक अश्विद्दय भी थे ( १ । ११२ | १७) | 


भीष्मके पिता और चन्द्रवंशी राजा शंतनु याशिक 
और धर्मगतप्राण थे । ऋषिषेणके पुत्र देवापि इनके पुरो हित 
थे । इनका दान भी प्रसिद्ध था । इन्होंने. ९० हजार 
आहुतियाँ दी थीं । इन्हें स्वर्ण प्राप्त हुआ था ( १० । ९८ | 
७ और ११) । 

प्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा पुरूरवापर अग्निदेवकी बड़ी 
कृपा थी (१। ३१ | ४) | दशम मण्डलके ९५ वे सूक्तके 


_ ७ मन्त्रके द्रष्टा ये ही माने जाते हैं । सूक्तमे कुल १८ मन्त्र हैं 


और सबमै पुरूरवा और उर्वशी अप्सणाका कथोपकथन है । 
दोनोंका प्रेमालाप पढ़ने योग्य है । पुरूरवाकी माता इला 
धर्मापदेशिका थीं ( १ । ३१ । ११ ) । ये प्रथम चन्द्रवंशी 
राजा थे । इन्होंने १०० अश्वमेध यज्ञ किये थे । 


पुरूरवा और उर्वशीके पुत्र आयु थे। इनका जन्म 
च्यवन ऋषिके आश्रममै हुआ था । इनके शत्रुओका वध 
इन्द्रने किया था (२ । १४ | ७ ) | शुष्ण असुरसे इन्द्रने 
इनकी रक्षा की थी (६ । १८ । १३ और वालखिल्यसूक्त 
५।२) | 

आयुके पुत्रका नाम नहुष था । ये पुरूरवाके पौत्र थे 
( १ | ३१ | ११ ) । नहुषके वंशधर सोमयज्ञके बड़े प्रेमी थे 
(९। ९१ | २) | नहुषकी प्रजा सुखी थी(८।६। 
२४ ) | नहुषके पुत्र ययाति थे । इन्होंने झक्राचार्यकी 
कन्या देवयानी और देवयानीकी परिचारिका गर्सिष्ठासे विवाह 
किया था । मनु, अङ्गिरा आदिके साथ ययातिका प्रथम 


- उल्लेख १ | ३१ । १७ में है । ययातिकी पत्नी देवयानीके 


दो पुत्र थे--यढु और तुर्वसु । परंतु ऋग्वेदमें तुर्वसुके 
स्थानपर कहाँ कहीँ ठुर्वश नाम भी आया है । इन दोर्नोने 
ययातिका कहना नहीं माना; इसलिये ययातिने इनकों 
अभिषिक्त नहीं किया । परंतु मन्त्रमै कहा गया है कि. 
व्ययातिके शापसे अनभिषिक्त प्रसिद्ध राजा यदु और तुर्वशको 








शचीपति विद्वान्‌ इन्द्रने अभिषेक-योग्य बनाया था? (४ ३० | 
१७ ) । क्षि गयने अपनी स्तुतिमै कहा है--जो देवता 
नहुष-पुत्र ययाति राजाके यज्ञम उपविष्ट होते हैं, वे धन 
आदिके द्वारा हमें सम्मान-युक्त करें (१० | ६३ । १ )। 
इससे विदित होता है कि ययातिके ऊपर देवताओंकी विशिष्ट 
कृपा रहती थी । ययाति भी यज्ञके बड़े प्रेमी थे । इसीलिये 
ये अग्निदेवका बहुत स्तोत्र करते थे ( १० । ८० । ६) | 

ययातिके पुत्र यदु और तुर्वशपर इन्द्र प्रसन्न रहते थे 
(१ । ५४ | ६) | इन्द्र इनका पालन और कल्याण करते थे 
(१ । १७४ | ९ ) । किसी दूर देशमै गये यदु और 
तुर्वशो इन्द्र छे आये थे (६ । ४५ | १) | यदु और तुर्वशके 
रक्षक इन्द्र थे ( ८। ४ | ७ ) । अश्विद्दय भी इनके रक्षक 
थे(८।१०।५)। एक मत्त्रमे कथित है- इन्द्र | 
ठुमने यदु और ठुर्वश नासके राजाओंके प्रसिद्ध कर्मको सच्चा 
समझा है? ( ८ । ४५ | २७ ) | परंतु ये चन्द्रवंशी राजा 
( यदु और ठर्वश आदि ) सूर्यवंशी राजा दिवोदासके शत्रु 
थे (९ । ६१ | २) | इन्हें वशमें रखनेकी प्रार्थना इन्द्रसे 
की गयी है (७। १९ | ८ )। ! 

ययातिकी शर्िष्ठा पत्ीसे तीन पुत्र थे-दरुझु, अनु और 
पूरु । इनमें पूर सर्वाधिक पितृ-भक्त थे । ऋषि इन्द्र और अग्नि- 
से प्रार्थना करते हैं--“यदि तुमळोग त॒र्वश) द्ुद्युऔ, अनुओ और 
पूरुओं (वुर्वरा आदिके वंशर्जो ) के बीच रहते हो तो हे अभीष्ट 
दातृद्वय | उन सब स्थानोंसे आकर अभिषुत सोम पान करो? 
( १ । १०८ | ८ ) | एक बार भगुओँ ( झणुबंशियों ) और 
दुह्मओं ( द्वुह्म॒वंशजों ने वुर्वशको सुदाससे मिला दिया और) 
जैसा कि पहले कहा गया है, इन्द्रने तुर्वशका वध कर डाला 
(७ । १८ | ६ ) । “अनु और दुद्मकी गायोको चाहने- 
वाले ६६०६६ सम्ब्रन्धियांको सेवामिलाषी सुदासके लिये 
मारा गया था (७ | १८ | १४ ) । एक स्थानपर कहा 
गया हे--'अक्रिद्वय) ढु) अनु; व॒र्वश और यढुके यहासे मेरे 
प्रगाथ ऋषिके पास आओ? (८। १० | ५) । इन उक्तियाँसे 
यह भी जाना जाता है कि सूर्यवंशियों और चन्द्रवंशियोंमे 
शत्रुता थी । दोनोंमें युद्ध होते रहते थे । ऐतिहासिक कहते 
हैं कि दागराजयुद्धमै सुदासके विरुद्ध दस चन्द्रबंशी राजा 
थे । सुदास, वसिष्ठ और तृत्स-मरत आदि तथा 
इनके अनुगामियोंके द्वारा इन दसों राजाओं और इनके 
सम्बन्धियोंक्रा विनाश हुआ था | 

अश्चिद्दयने पुरुकुत्सकी रक्षा की थी (१। ११२।७) 


इन्द्र 








५५६ 


न मानव वही जो स्वार्थ तज्ञ होता पथिक 


परमार्थका हें 





पुरुत्कुत्स दुर्गहके पुत्र थे। एक बार ये बंदी बना 
दिये गये थे । उस समय महीपालक सप्तर्षि हुए थे । 
सप्तर्षियोंने यज्ञ करके उनकी सीसे त्रसदस्यु नामके पुत्रको 
पाया । ये महाप्रतापी थे (४ | ४२ | ८) | इन दोनों 
पिता-पुत्रके रक्षक इन्द्र थे ( ७। १९। ३ )। 


राजा त्रसदस्यु महान्‌ सम्पत्तिशाली थे । ये दानी भी 
विख्यात थे ( ४। ३८ । १)। ये राजर्षि भी थे।ये 
स्वयं कहते हें--'मै सम्पूर्ण मनुष्योंका अधीश हूँ । जैसे 
समस्त देवता मेरे हैं, वेसे ही सारी प्रजा मी मेरी है? ( ४ | 
४२ | १ ) | त्रसदस्युकी माता इन्द्र और वरुणकी भक्ता 
थी । इसलिये उन्हें अद्धदेव राजा? त्रसदस्यु मिला था । 
( वहीं ९ ) । त्रसदस्यु गिरिक्षित गोत्रके थे | इन्होने संवरण 
ऋषिको दस शुभ्र अश्व दान दिये थे ( ५।३३।८)। इनके 
पुत्र कुरुश्रवण राजा भी श्रेष्ठ दाता थे ( १० | ३३। ४) | 
सिन्धु-निवासी राजा स्वनयने दस हजार सोम-यज्ञ किये 
थे । इन्होंने कक्षीवान्‌ ऋषिको १०० बैल, १०० घोडे, 
१०० मुहर, १०६० गायें और १० रथ दिये थे (१।१२६। 
२-३ ) । 
न्रसदस्यु, ऋजिश्वा आदिके साथ पकथका नाम आया 
है ( बालखिल्यसूक्त १। १० ) । दूसरे मन्त्रमें अश्रिद्ववको 
पकथ राजाका रक्षक बताया गया है (८ २२। १०) | 
ऐतिहासिकोका मत है कि पकथका राज्य अफगानिस्तानमे था | 
“पकथ'शब्दका ही तदूमव है 'पख्त)” 'पछ्त?से पख्तून बना 
और इससे “पठान? शब्द निकला | पकथ राजाके साथ ही 
मन्त्रमें अध्रिगु और बुश्र राजाओका भी उल्लेख है । 
राजा ऋजिश्वानकी रक्षा इन्द्रने उस समय की, जत्र 
उन्हें चोर मारने जा रहे थे (१ । ५१ । ५) । इन 
राजाने वंग्रद नामक असुरके सौ नगरोंपर घेरा डाला था । 
पश्चात्‌ इन्द्रने सब उद्भिन्न कर डाला था ( १ । ५३ । ८)। 
इन्द्रने अतिथिग्व राजाके शत्रु करज्ञ और पर्णय नामके 
असुरोंका विनाश किया था ( १ । ५३। ८ और २। १४। 
७ ) | इनका भौ शु शम्बरासुर था | उसके निहत होनेपर 
इन्हें मी धन प्राप्त हुआ था (६।१८।१३ )। ये और 
इनके पुत्र इन्द्रोत बड़े दानपरायण थे ( ८ | ५७ | १६ )1 
ठग्न राजर्षि थे । उन्होंने अतनु-विजयके लिये अपने पुत्र 
भुज्युको सेनाके साथ नौकाद्वारा समुद्रस्थित द्वीपर्मे भेजा था | 
मध्य समुद्रमै भुज्यु डूबने ळे थे | वहाँसे अश्विद्यने सौ 


पड 





"नगर 


SS 
डॉड़ोंवाली नौकासे थुज्युको बचाकर उन्हें उनके निवास- 
स्थानपर पहुँचाया था । भुज्युकी रक्षाके लिये सब चार नावें 
भेजी गयी थीं | इस कथाका उल्लेख अनेक मन्त्रोमै है 
(१ । ११२ | & वहीं २०; १। ११६ | ३-५३ ८ | ६३। 
१४) | 


राजा पुरुमित्र भमं-प्राण थे । उनकी राजकुमारी 
“शुन्दृष्युवः का विवाह विमद ऋषिके साथ हुआ था 
(१।११७। २० ओर १० | ३९।७)। 

अन्तक राजर्षि थे । उन्हें एक वार असुरोने कुएँसे 
फेंक दिया था । अश्निद्वयने अन्तकका उद्धार किया था 
(१।११२।६)। 

एक बार हुर्गम्य पर्वतपर शत्रुओंने राजा जाहुषको घेर 
ख्या था | वहाँ पहुँचकर अश्विद्वयने राजाको बचाया था 
( १।११६।२० और १। ११७। १६) | 

दानी श्रुतरथ राजाने ऋषि प्रभुवसुको दो लाख धोड़े 
और ३०० गायें दी थीं । ये “नित्य तरुण? थे । प्रजावत्सरुताके 
कारण इनकी समस्त प्रजा इन्हें सेव्य और प्रणम्य मानती 
थी (५।३६।६)। 

राजर्षि पेडुको अश्विद्ववने जो श्वेत अश्व दिया था? 
वह सदा विजयश्री प्राप्त करता था (१ । ११६। ६) | 

सहदेवके पुत्र राजा सोमकने ऋषि वामदेवको अश्वाका 
दान दिया था । ये शतायु थे ( ४ | १५ | ७-९ ) | 


चथमानके पुत्र राजा अभ्यवर्तीके शत्रु थे वरशिख 
असुरके बंशधर । हरियूपीया नदीके पास इन्द्रने इन सबका 
वध कर डाला था (६ | २७ । ५ और ७) | 

प्लषोग-पुत्न राजर्षिं असंगपर लक्ष्मीकी बड़ी कृपा थी | 
ये यढुवंशी थे | इन्होंने १० हजार गार्योका दान क्रिया था 
(८।१।३०-३३)। 
ह _चेदिवंशीय कशु नामके राजाने ऋषि ब्रह्मातिथिको 
सौ ऊय और १० हजार गार्ये दी थीं । प्रजा इनपर भक्ति 
रखती थी । इनका मार्ग विकट था | उससे कोई नहीं जा 
सकता था ( ८ । ५ । ३७-३९ )। 

बरु राजा गोमतीतट-वासी थे, सोमयागके प्रेमी और 
मानबःहितेषी थे ( ८ । २४। २८-३० ) । ये सुषामाके पुत्र 


थे | इनका गोत्र उक्ष था । विश्वमना ऋषिको इन्होंने सुन्दर 
रका दान दिया था ( ८ । २५ | २२-२४) | 





>>>. 


अ ऋग्वेद और राजन्य > 


१० । ९३ १४ में बळी राम राजाका नाम कई 
राजाओंके नामोंके साथ आया है । १५ वें मन्त्रम कहा गया 
है कि “इन राजाओंसे तास्त) पार्थ्य और मायव आदि ऋषियो- 
ने शीघ्र ही ७७ गायें माँगी ।? 

कुत्स राजर्षि थे । इनके शत्रुओंका नाशा करके इन्द्रने 
इनकी रक्षा की थी (१ । ३३। १४ और ८ | २४। २५)। 
आयु नामक नरपतिके साथ कुत्सका उल्लेख है ( वाळखिल्य- 
सूक्त ५ । १ )। नहीं कहा जा सकता कि दोनोंका क्या 
सम्बन्ध था । एक कुत्स ऋषिकी विवृति भी पायी जाती है । 
ये कूपर्म गिर पड़े थे । इन्द्रने इनका उद्धार किया था ( १। 
१०६ । ६) । 

कक्षीवान्‌ नामके ऋषिके अतिरिक्त कक्षीवान्‌, प्रख्यात 
महीपाल भी थे । कुछ इद्ध हो जानेपर इन्होंने चया नामः 
की स्रीसे विवाह किया था | इसी मन्त्रसे वृषण महीपका 
भी उल्लेख है ( १ । ५१ । १३) । 

तरन्त नामके भूपति बड़े धार्मिक थे और उनकी खरी 
शशीयसी परम दानशीला थी । उसने श्यावाश्व ऋषिको 
अश्व, गौ और सौ भेडोका दान दिया था | वह श्रेष्ठ छी 
गिनी जाती थी । वह उपेक्षित; तृष्णार्त और करुणा-विगलित- 
को जानती थी और सबको यथावर्यक धन-दान करती थी । 
उसने अपनेको देवार्पण कर डाला था (५। ६१ | ५-७) | 

यदुवंशी परशुके पुत्र नृपाळ तिरिन्दिर मी धर्म-प्राण 
और दानशील थे । इन्होंने ३०० घोड़े और १ हजार गायें 
दान दी थीं । इन्होंने यदुओंको सोनेसे लदे चार उँट दिये 
थे(८।६।४६-४८)। 

अग्निवेशके पुत्र शत्रि नामके राजर्षि प्रथितयश भूपाल 
थे | उनके समान राजा कम थे (५। रे४ % ह 

नृपाल दुर्योगिका विकट शत्रु था कुयताच नासका 
असुर । इन्द्रने उसको निहत किया था (१।१७४।७ १ 

रुशम देशके राजा ऋणंजय प्रख्यात भ थे । उन्होंने 
बभ्रु ऋषिको बुलाया था । बभ्रुको अलंकार-आच्छादनादिसे 
सुसजित ग्रह तथा ४ हजार गाय दान दी गयी थीं । बन्नुको 
एक लरणकल्श भी मिला गार ७ | 
पता नहीं) यह रुशम देश कहाँ था । मन्त्रौँस शात होता है 
कि इस देशका मार्ग दुर्गम्य था । 

त्रिवृष्ण महीपतिके पुत्र व्यरूण भी राजर्षि थे । उन्होने 
शक्रट्युक्त दो दृषम और १० हजार मुहरोंका दान दिया 


t,t 
७ 








था । एक बार पुनः व्यरुणने १०० मुहरेंश २० गायें और 
रथयुक्त घोड़े दान दिये थे ( ५ । २७ । १-२)। 

भरतवंशीय राजर्षि अश्वम्रेघके यहाँसे तो बिना धन पाये 
कोई याचक नहीं छौटता था । किसीके भी मॉगने भरकी 
देर रहती थी ( ५ । २७ | ४-५ ) । इनके पुत्र भी उदार 
श्रे( ८ ।५७। १५) | 

शान्त नामके नूप धर्मप्राण और दाता थे । उन्होंने 

९ स्वर्णयुक्त र घोड़ोंक 
म १० रथो. और सुन्दर घोड़ोंका दान भरद्वाजको 
किया था । ऋषिकी सहायताके लिये कुछ पुरुष भी दिये थे 
(६।६३।९)। 

सैकड़ों और हजारों अश्वोंका दान करनेवाले राजा पुरुः 
पन्था भी बड़े प्रसिद्ध थे ( वहींका १० मन्त्र ) । 

१।१२२। १३ में इशश्व और इष्टरदिमि राजाओं- 
के नाम आवे हैं; परंतु पारसी विद्वानोंका मत है कि ये दोनो 
पारसी राजा थे । वे कहते हैं--*इष्टरडिम हमारा गुश्तहम है 
और इष्टाखव वीश्तास्प है ।? पता नहीं) तथ्य क्या है । 

इसके आगे १५वें मन्त्रम मशा्त्ार और अयवस 
राजाओंके नाम भी आये हैं । 

रातहव्य विशिष्ट महीपाल थे | ये और इनके मनुष्य 
अनन्य यज्ञःप्रेमी थे (१। १५३ | ३ ) | रातहव्यकी स्तुति- 
से मित्र और वरुण बड़े प्रसन्न रहते थे ( ५ । ६६ । ३ ) | 

वृषभ प्रसिद्ध भूप थे । इन्द्रद्वारा प्रदत्त रथपर्‌ बैठकर दस 
दिनोतक इन्होंने शत्रुओंसे युद्ध किया था । इन्द्रने इनकी रक्षा 
की थी । वेतसु राजाके लिये इन्द्रने तुग्रासुरको मारा था । 
इन्द्रने तुजि राजाकी समृद्धि भी बढ़ायी थी (६ । २६ ।४)। 


दभीति राजाके लिये इन्द्रने चुसुरिका बध किया था । 
राजा पिठीनस्‌को तो राज्य ही प्रदान किया था ( बहींका 
मन्त्र ६ ) । 

आप्त्यके पुत्र त्रित राजर्षि थे (८। १२ । १६ )। 
जित माता-पिताके अनन्य सेवक थे । इन्होने अपने पिताके 
युद्धात्रोसे त्रिशिर? का वथ किया । त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपका 
नाम त्रिदिरा था ( १० | ८ | ७-९ ) | इस नामके ऋषि 
भी थे। 

नुपति विभिन्ुके लिये कहा गया है खुम दाता हों । 
तुमने मुझे ( प्रियमेध ) को चालीस हजार धन दिया है! 
अनन्तर आठ हजार दान दिया है ( ८ | २। ४९ )। 








५५८ # मानब वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका + 


TT ~~ 


सुराम) श्याबक और कृप नामक राजधिं यज्ञ-विधाता 
थे | इन्द्र इनके रक्षक थे (८ | ३। १२ ) । इन राजर्षियों- 
का सोमरस इन्द्रको विशेष रुचिकर था (८।४।२)। 


~ 


राजा चित्र विख्यात भूप थे । बे सरस्वती-तटवासी 
राजाओंको १० हजार धन देकर प्रसन्न रखते थे ( ८ | 
२१ । १८) | 

श्रुतर्वा ख्यातनामा प्रथ्बीपाल थे | ये ऋक्षके पुत्र और 
शाजनु-गर्ब-ध्वंसक थे । इन्होंने गोपवन नामके ऋषिको चार 
अश्व दिये थे, जो अनुपम थे। ऋषि कहते हैं-*हे परुष्णी | में 
तुमसे सत्य कहता हूँ कि सबसे बली इन श्रुतर्वा राजासे अधिक 
अश्वोका दान कोई मी नहीं कर सकता (८।६३। 
१३-१५ ) | 

उचथ्य ओर वपु राजा यशस्वी थे ( ८।४६ | २८ )। 


ऋषि अवत्सार कहते हैं--ध्वल्ल और पुरुषन्ति राजाओं- 
से मैने ३० हजार वस्ोका दान पाया है (९।५८।४)। 


असमाति राजाका राज्य अतीव उज्ज्वल था | महान्‌ 
लोग उसकी प्रशंसा करते थे | वे भजेरथ बंशमें थे । वे अतीव 
सुन्दर थे। वे शिष्ट-पालक थे | उनसे याचना करनेपर मनोरथ 
सिद्ध होता था । उनके सम्मुख सभी हार जाते थे ( १० | 
६० | १-३ )। 

यही ऋग्वेदीय राजन्यवर्गका विवरण है | खोज-हूँढ 
करनेपर कुछ अन्य राजाओंका विवरण भी पाया जा 
सकता है | 

अदद बात ध्यानमें रखनेकी है कि ये उपरिलिखित सारे 
नाम मन्त्रमें ही नहीं हैं । कुछ नाम और उनके विवरण 
सायण-माष्यसे भी ल्यि गये हैं | सम्पूर्ण ऋग्वेद-संहितापर एक- 
मात्र यही भाष्य प्रकाशित है और आर्य-परम्पराका अनुधावन 
करनेके कारण यही प्रामाणिक भी है | सायणके मतसे उन 
वेदमन्त्रोंका तात्पर्य इन परोक्ष नामों और इनकी कथाओं- 
से ही है । 

इन राजाओंका शासन-चक्र केसे चलता था, इस सम्बन्ध- 
में भी अन्यान्य बिषर्योकी ही तरह सूक्ष्मरूपसे उल्लेख है | 
जेसे उपर्युक्त राजाओंके अत्यन्त सूक्ष्म विवरणको लेकर 
वैदिक साहित्यके अन्यान्य ग्रन्थों तथा रामायण, महा- 
भारत, पुराण आदिमें विस्तृत विवरण और कथाएँ लिखी 
गयी हैं; उसी तरह शासन-चक्रके सम्बन्धम भी बैदिक वाडय़य 
और संस्कृत साहित्यके दूसरे गरन्योमे विशद वर्णन पाये जाते 


हैं। ऋग्वेदका ध्येय विश्व-प्रपञ्चकी विद्ृति देना तो है नहीं, 
केवल प्रसंगतः कुछ विषयोंका उल्लेख आ गया है | 
बात यह है कि यज्ञमें इन्द्र, अग्नि, अश्विनीकुमार आदि- 
के आवाहनके समय इनकी कीति और प्रभावशाल्ताकी 
प्रशंसा करनेकी परम्परा थी और इसी परम्परामें अनेक विषय 
प्रकाशमै आ गये हैं । घरेळू और सामाजिक विषय ही नहीं 
आये हैं, प्रत्युत क्षुद्रस महान्‌ तक और अणुसे आकाश तकके 
विषय, अत्यन्त संक्षिस रूपमै ही सही, आ गये हैं । अनेक 
स्थलोपर तो प्रकाश और अन्धकारवाले--दोनों ही पहलू आ 
गये हैं । पीछे सूक्ष्मसे स्थूळ रूप देनेवालोंने नमक-मिर्च मिलाने- 
में भी कसर नहीं रखी | 
हॉ, तो शांसन-चक्रके सम्बन्धमें ऋग्वेदके दशम मण्डल- 
के दो सूक्तोंमे ऐसा उल्लेख पाया जाता है, जिससे तत्कालीन 
परिस्थितिकी झाँकी मिल जाती है । मन्त्रोंस यह स्पष्ट जाना 
जाता है कि प्रजा ( विशः ) अपने शासक ( राष्ट्रपति ) का 
चुनाव करती थी | मन्त्र ये हैं-- 
आ त्वाहाषंसन्तेरधि धुवस्तिष्ठा विचाचलि: । 
विशस्त्वा सर्वा चान्छन्हु मा त्वद्राष्ट्रमधि अद्त्‌ ॥ 
(१०।१७३।१) 
अर्थात्‌ “राजन्‌ | तुम्हें राष्ट्रपति बनाया गया | तुम इस 
देशके प्रभु हो । अटळ, अविचल और खिर होकर रहो | 
प्रजा तुम्हे चाहे । तुम्हारा राष्ट्र नष्ट न होने पावे |? 
इहेवेधि माप च्योष्टाः पर्वत इवाविचाचलिः । 
इन्द्रा इवेह धुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय ॥ 
 (१०।१७३।२) 
अर्थात्‌ “राजन्‌ ! तुम यही पर्वतके समान अविचल 
होकर रहो । राज्यच्युत न होना | इन्द्रके समान निश्चल 
होकर यहाँ रहो । यहाँ राष्ट्रको धारण करो |? 
धुवं ते राजा वरुणो धुवं देवो बृहस्पति: । 
धुं त इन्द्रश्वाग्निश् राष्ट्र धारयतां घुवम्‌ ॥ 
( १०।१७३।५) 
अर्थात्‌ “वरुण राष्ट्रको अविचल करें | बृहस्पति राष्ट्रको 
खिर करें । इन्द्र राष्ट्रको सुदृढ करें और अग्निदेव राष्ट्रको 
निश्चळ रूपसे धारण करें |? 
इसी यूक्तके तीसरे मन्त्रे कहा गया है कि इन्द्ने इस 


0 नवाभिषिक्त राजाको आश्रय दिया है और बृहस्पतिने 
आशीर्वाद दिया है |? 


me 


= ७" SR स. 


/ 4 


* अन्ुष्य-पशु ॐ ५५९ 








६५ मन्त्रका ` हे 3 
चतुर्थ मन्त्रका कहना है--जेसे आकाश, पृथ्वी, समस्त 
पर्वत और सारा विश्व स्थिर है, वेसे ही यह राजा भी प्रजाके 
ब्रीच अविचल रहे । 
षष्ठ मन्त्रमै बताया गया है--राजन्‌ ! इन्द्रने तुम्हारी 
प्रजाको एकायत्त और कर-प्रदानोन्मुख बनाया है । 
इन मन्त्रोसे ज्ञात होता है कि प्रजा राष्ट्रका स्थैर्य चाहती 


शी, शासकका निर्वाचन करती थी और राज्य-संचालनके . 


लिये कर देती थी । 


इसके आगे १७४वें सूक्तके दूसरे मन्त्रम कहा गया 
हे--'जो विपक्षी हैं, जो हमारे हिंसक हैं) जो सेना लेकर युद्ध 
करने आते हैं और जो हमसे द्वेष करते हैं, राजन्‌ ! उनको 
अभिभूत करो ।? 





अन्ततः पॉचवें मन्त्रम राजा कहता है--'भेरे शत्रु नहीं 
है । मैने शत्रुओंका नाश कर डाला है । मै राज्यका प्रभु हूँ 
और विपक्ष-निवारणमें समर्थ हुआ हूँ । मैं सारे प्राणियों और 
मन्त्री आदिका अधीश्वर हुआ हूँ |! 

ये राजन्य समितिमे एकत्र होकर अपनी बोजनाएँ. बनाते 
थे( १०।९७।६)। 


ये मन्त्र अपनी व्याख्या स्वयं करते हैं, अधिक लिखने- 
की आवश्यकता नहीँ है । आग्वेदके ऐतरेय ब्राह्मणमें आठ 
प्रकारके राज्योंका विवरण है । वैदिक साहित्यके अन्य ग्रन्थों 
राज्य-शासनके सम्बन्धमै महत्त्वपूर्ण बिबरण है | परंतु वह 
सब एक स्वतन्त्र लेखका बिषय है | 


>— छनक 


सूचुष्यपशु 


( लेखक--बैस्रभूषण पं० श्रीठाकुरदत्ती शर्मा वेध ) 


आह्वारनिद्राभयमैधुनं च सामान्यमेतत्पञ्चसिर्नराणास्‌ । 

धर्मों हि तेषासधिको विशेषो भर्मेण हीनाः पछ्ुुभिः समानाः 
“आहार ( खान-पान ) निद्रा ( सोना-जागना ) मय 
(डर) और मैथुन ( संतानोसत्ति )--ये चारों मनुष्यों 


और पशुओंमै एक-समान हैं । मनुष्योंमे धर्म ही एक बड़ी . 


विशेषता है; इसलिये धर्मसे हीन मनुष्य पद्मुके ही समान हैं |? 

इस श्वोकके पहले चरणपर ही में कुछ बिचार प्रकट 
करना चाहता हूँ । “आहार” “निद्रा? “मय? और “मेथुन 
मनुष्यों और पशुओंमे समान कहे गये हैं | इसका भाव यदि 
यह हो कि इनमें सुख-दुःख समान होता है, तब तो दूसरी 
बात है, पर यदि इससे कविका प्रयोजन यह हो कि ध्ये चारों 
बातें मनुष्याँमे भी हैं और पश॒ओंमे भी । इसल्यि दोनोंमें 
समानता है |? तो मैं तो यह नहीं मान सकता कि इन बातोमै 
मनुष्य और पशु समान होते हैं । इन बातोंमे प्रायः मनुष्य 
पञ्ाआँसे बहुत नीचे और गिरे हुए दै । इनका व्याख्या 
सहित वर्णन करनेके लिये तो इस पत्रके सौ पछ भर जायँगे । 
यहाँ तो मै केवल दिग्दर्शन करा देना चाहता हूँ । अब एकः 
एक बातको लीजिये-- 


आहार 
खाने-पीने प्रायः मनुष्य पशुओसे बहुत गिरे हुए हैं । 


पशु केवल वे ही पदार्थ खाते-पीते हैं, जो प्रकृतिने उनके लिये 
नियत किये हैं । उन्हे जंगलमे छोड़ दीजिये, जहाँ नाना 
प्रकारके फल-मूल) पत्र और बनस्पतियाँ आदि पदार्थ होते 
हैं; खायेगा वही; जो उसका अपना आहार है और पीयेगा 
भी वही) जो उसे पीना चाहिये | अब इस मनुष्यकों भी 
देखिये, जिसको परमात्माने खतन्त्र उत्पन्न किया है और 
विशेष बुद्धि प्रदान की है कि वह अपना खान-पान स्वयं 
चुन ले; परंतु इसने केसा गजब कर रखा है । फल, शाक; 
अन्न, जल) दूध; मक्खन आदि त्यागकर इसने हर प्रकारके 
जीवोंके मांस खाने शुरू कर दिये हैं--यहातक कि चूहे) 
बिल्ली, साप, मछलियाँ, पशु, पक्षी--किसीको भी इसने नहीं 
छोड़ा । एक व्यक्ति हँसीमै कहा करता था कि उड़नेवाले 
पदार्थमि पतंगको और जल्चरोमे नौकाको उसने छोड़ रखा 
हे और भूचर पशुऑमि तो उससे कोई भी नहीं बचा हल 

इस मनुष्यको अब पेय वस्तुओंमे सब प्रकारकी मदिरा 
चाहिये । खाद्य-पदार्थोका विस्तारसे वर्णन करें तो आप हैरान 
हो जायँगे कि विदेशोमै खाने-पीनेके केसे केसे पाशविक पदार्थ 
बन रहे हैं । फिर इम यह कैसे कहें कि मनुष्य 'आहार' के 
विषयमे पञ्चुके बराबर है ! 

निद्रा 
“निद्रा? मै भी प्रायः मनुष्य पशुओसे गिरे हुए देखे 


SA. °°. 


पाटी ST messes 


rrr new 


५६० # मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 





जाते हैं | पञ्च तो अपने नियत समयपर ही स्वल्प नींद लेते 
हैं; परंतु हमारी वर्तमान सभ्यताका हाल यह है कि रात- 
कौ-रात भोग-विलासोमें बीत जाती है और लोग बहुत दिन 
चढेतक भी नहीं उठते। कहाँ तो हमारे वे आचार्य जो 
ब्रह्ममुहूर्तम॑ उठ जानेका आदेश करते हैं और सूरज-चढ़ेतक 
सोनेवालेकी बुद्धिमें तथा उसके नेत्रोंकी ज्योतिमे विकार 
बतलाते हैं ओर कहाँ हम हैं, जो इसके विपरीत आचरण 
करते रहते हैं ! 

एक बार सै बम्बई गया था | एक सेठने चिकित्सा- 
सम्बन्धी परामर्श लेनेके लिये अपना एक आदमी भेजकर 
मुझसे समय माँगा । मैंने कह दिया--“कल प्रातः ९ बजे चल 
सकूँगा ।? नोकरने उत्तर दिया--'सेठजी तो ११ बजेतक भी 
उठते ही नहीं ।? कहाँतक वर्णन करें | यही जान पड़ता है 
कि निद्राके सेवनमै भी मनुष्य प्रायः पछुआँसे गिरे हुए हैं । 

भय 

ठीक है, भय पशुओंकों भी होता है और मनुष्योंको 
भी; परंतु विचारपुर्वक देखनेपर पता लगता है कि पशुको 
जो भय होता है, वह प्राकृतिक है; किंतु मनुष्य प्रायः ऐसे 
भय भी रखते हैं, जिनका वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं होता । 
भूत; प्रेत, चुडेळ, डाकिनी) शाकिनी, पिशाचिनी इत्यादि 
इसके पीछे लगे ही रहते हैं । कभी गंडों और यन्त्रां 
( ताबीजों ) की खोजमें फिरते रहते हैं कि उनका भ्रम दूर 
हो जाय । कितने प्रकारकी मिथ्या सम्भावनाओंकी कल्पनासे 
रात-दिन वह भयभीत रहता है | उसने अपने ऊपर इतने 
भय ओड़ रखे हैं कि उसका जीवन दु:ख और चिन्ताओंमे 

















Meme Ol ——— 
—~—— 


ही कटता है । अब पछुके भयकी वात लीजिये । पशुको जे 
दिखानेपर वह डरेगा अवश्य, परंतु उसे फिर भूल जायगा | 
भयके दूर होते ही पञ्च पूर्ववत्‌ प्रसन्न हो जाता है | कि 
मनुष्यको जहाँ भय आया कि वह उसका पीछा नहीं छोड़ता | 
इसीसे हम यह कहते हैं कि इस अंशमै भी मनुष्य पशुसे 
गिरा हुआ है । 


च 
थु 
मथन 


इसकी तो कुछ न पूछें । इसको अधिक न खोलना ही 
ठोक है | पशु अपने समयपर ही संतानोत्पत्ति करते हैं, किंतु 
प्रायः मनुष्य संतानोत्पत्तिके किसी बन्धन या सीमामें नहीं 
रहते । मनुष्य इस बिषयमै इतना उच्छृङ्खल है कि अपने 
आचार, स्वास्थ्य और आयुको इसके पीछे खो बैठता है | 
इसपर हम अधिक लिखना नहीं चाहते । प्रत्येक मनुष्य 
अपने हृदयपर हाथ रखकर निष्कपटभावसे यह विचार करे 
कि वह पश्ुओंके समान है या उनसे कहीं गिरा हुआ है | 
कविका कथन है कि सनुष्यमें मानवता “धर्मः से ही 
है; परंतु यदि उपर्युक्त बातोंमें हम पतित हैं तो फिर “धर्म? 
केसे आ सकता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेश्स्य 
युक्तस्वप्ताननोधस्थ॒योगो अवति दुःखहा ॥ 


जबतक हमारे सब व्यवहार “युक्त नहीं होते, तबतक हम 


` धर्मकी मर्यादाका पालन कर ही नहीँ सकते । अतएब सनुष्य- 


को पहले अपने नित्यकर्म ठीक करने चाहिये । यही मानवता 
है । इसके विना सब पाशविकता है । 


— St 


ON 
सतक लक्षण 
है हँ है ०७ २ ७ 
\ इतने शुन जामे सो संत । 
५० श्रीभागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलाकंत ॥ 
४ हरि कौ भजन साधुकी सेवा, सर्व भूतपर दाया। 
R/ हिसा, लोभ, दंभ, छळ त्यागे, बिष सम देखे माया ॥ 
८ सहनशील, आसय उदार अति, धीरजसहित बिबेकी । 
९; 


“ #स्थ अट 
eS 3 


सत्य बचन सब को सुखदायक गहि अनन्य व्रत एकी ॥ 
इन्द्रीजित, अभिमान न जाके करे जगत को पावन । 


ताछ की संगति तीनहु ताप नसावन ॥ 


DECC 


जभगबत रसिकजी 


7 bE 


लेट... 97... 


५ 
> 


भ मांनव-पद्यु पशुसे भी निकृष्ट दै # 


५६१ 














~~ 


मानव-पशु पशुसे भी निकृष्ट हे 


( लेखक--श्री एन्‌० कनकराज ऐयर एम्‌० ए० ) 


ईश्वरीय सष्टिमे मानव विक्ासके शिखरपर आरूढ है । 
उसके पश्चात्‌ वानर-जातिका स्थान है । वन्य पशु, जो वस्तुतः 
वानरसे कहीं बुरे हैं; और भी निम्न कोटिमें रखे जाते हैं। 
बानर-योनिमै मानसिक शक्तिका किंचित्‌ विकास पाया जाता 
है । सिँह, बाघ तथा छकड़बग्घा तथा इस प्रकारके अन्य 
पशु दूसरोको मारकर जीवन धारण करते हैं। उनमें 
बिचारकी शक्ति नहीं होती । यदि उन्हें सोचनेका अवसर 
मिलता भी है तो वे अगले आहारकी बात एवं उसे किंस 
प्रकार प्राप्त किया जाय; इतना ही सोचते हैं । 


पशुकी प्रकृति पाशविक है । पशु जंगलोंका निवासी है। 
जब भी उसे आहारकी आवश्यकता प्रतीत होती है, तब-तब 
उसे उसकी खोजमें चक्कर लगाना पड़ता है । इसीलिये उसने 
अपनेमें हिंसाकी बृत्ति विकसित कर ली है । उसकी भूखकी 
परिधिमें जो प्राणी आ जाता दै, उसके प्रति निर्दयता उसका 
खमाव है। समय पाकर वाघ मनुष्यमक्षी हो जाता है | यदि 
बह किसी ऐसे निर्जन वनमें रहता है, जहाँ मनुष्यका मांस प्राप्त 
होनेकी सम्भावना ही नहीं होती; तो वह अपनी मर्यादाके अंदर 
ही रहता है । जब कभी वह मनुष्यको देख लेता है और उसके 
रक्तका स्वाद पा जाता है; तब वह अभ्यस्त मानवभक्षी 
बन जाता है । 


सिंह और बाघ आजकल पालतू बना लिये जाते हैं और 
उनसे सर्कसमें आश्चर्यजनक खेल दिखानेका काम लिया जाता 
है । जंगलका सबसे बड़ा जीव हाथी तो घरेलू जानवर ही बन 
गया है और मनुष्यके लिये अत्यन्त सेवोपयोगी हो गया है। 
इसलिये कि हाथी शाकाहारी है, वन्य-पशुका घोर स्वभाव उससे 
प्रायः छप्तःसा हो गया है । अपनी आँखोंके आगे मरते हुए 
पशुकी मजा लेनेके लिये सिंह कभी किसीको नहीं मारेगा | वह 
तभी मारता है, जब मारनेकी अनिवार्य आवश्यकता उसके 
सामने उपस्थित होती है। अपनी भूख मिटानेके लिय प्रत्येक वन्य- 
प॒ अपनेसे छोटे पशुको मारनेका प्राकृतिक नियम 
पालन करता है। कोई भी पशु) जब वह भूखा नहीं होता, 
किसी प्राणीको नहीं मारता। जब भूखकी तृप्ति हो जाती 
है, तब बन्य-पञ्च॒ बहुधा सो जाता है और अपने पास आनेवाले 
किसी प्राणीको नहीं मारता । सिंह तो सिंह ही दै, वह वनका 


मा० अं० ७१ 


राजा है । वह कभी किसी छोटे खरहे या लोमड़ीका 
शिकार नहीं करेगा । मांसभक्षी पद्मुओंमे मारना एक झारी- 
रिक आवश्यकता है, शिकारका खेल या आनन्द नहीं--यहाँ- 
तक कि वाघ भी, जो सिंहसे अधिक क्रूर होता है, किसी अन्य 
जीवको केवल मारनेके लिये नहीं मारता । 

वन्य-पशुओमें भेड़िया सबसे भूखा प्राणी माना जाता 
है । वह अपनी भूखके लिये प्रसिद्ध है । इसके संस्कृत 
नाम वृकर्मे एक विशेष ध्वनि है । भीमसेनको बृकोदर नाम 
इसीलिये दिया गया था कि वे अत्यधिक परिमाणमे भोज्य 
सामग्री चट कर जाते थे, फिर भी उनका पेट फूलता 
नहीं था । भेड़िया चाहे जितना मांस खा जायगा, फिर भी 
उसका पेट देखकर परिणामका पता नहीं चलेगा । किंतु 
भेड़ियेकी भूख भी प्रकृति शान्त कर देती है । भेड़ियोंका झुंड 
मनुष्योंके एक लघु समूहपर आक्रमण करके घंटे भरमै ही 
उसे सफाचट कर जा सकता है । किंठु भेड़िया भी किसी 
बड़ी सेनाकी सहायतासे युद्ध नहीं करता । 


मनुष्य जो अपने जीवनकी प्राकृतिक अवस्थासे नीचे उतर 
गया है और यह अनुभव करता है कि हिंसा एक बीरोचित 
क्रीडा है, सम्पूर्ण विश्वके प्रति घोषणा करता है कि खरहे, 
हिरन इत्यादि निरीह पशु शिकारके लिये हैं। पशुजगत्‌ 
एबं मानव-प्रकृतिके लिये संतापकी बात यह है कि इस 
प्रकारकी पुरुधोचित क्रीड़ाकी प्रशंसा संसारकी प्रत्येक भाषाके 
काव्यम मिलती है । जब कोई मनुष्य विनाशके अस्त्रांके 
साथ किसी वनमें प्रवेश करता है; तब वह अपने कार्यके 
परिणामक्रा कोई विचार नहीं करता | वह अपने सफल 
शिकारपर शेखी बघारता है--उस शिकारपर जिसके द्वारा 
उसने अनेक सरल पशुओंका अस्तित्व इस संसारसे मिटा 
दिया ! एक दर्जनसे अधिक पछ॒ओंको एक ही दिन मौतके 
घाट उतार देनेपर उसे अत्यधिक प्रसन्नता होती है | एक 
शिकारी पशु नहीं, मनुष्य है, जो हत्याकी प्रेरणाका अनु- 
भव करता है ! 

मानव-समाजमें इससे भी बुरा एक पद्म वर्तमान है। 
यह मानव-पशु मार्ग एवं साधन हुँदहँदकर दिनरात अनेक 
प्रकारके निर्दय कर्म एवं क्रूर हत्याएँ करता है । वह राखके सहारे 
जीवित बैल बछड़ेकी खाल उधेड़ता है और उस अमागे पश्ञुकी 








घोर वेदनाओंको देखकर आनन्दका अनुभव करता है । 
मानवरूपमें इससे भी भयंकर पशुओंने जालियॉवालाका कत्लेआम 
( हत्याकाण्ड ) तथा नोआखालीकी निर्दयताएँ की हैं | एक 
हत्यारेको समाजके ल्यि महान्‌ संकट समझा जाता है; परंतु 
मानव-समाजके प्रति ऐसे असामान्य अपराध करनेवालोको 
बेदाग छोड़ दिया जाता है । हत्यारोमे भी हत्यामै आनन्द 
लेनेवाले बहुत थोड़े होंगे । समाजको चाहिये कि 
इस प्रकार पेशाचिक आनन्द अनुभव करनेवाले अपराधीको 
समाजके लिये सबसे भयंकर प्राणी घोषित करे और उसे 
जीवनभर एक एकान्त पिंजड़ेमे बंद रखे । 

विज्ञानकी प्रगतिने मानवताकी बड़ी सेवा की है। 
अणुशक्तिसे सचमुच मानवताका बड़ा हित हो सकता है । किंतु 
अणु-बमका ढेर लग रहा है तथा आये दिन आणविक शाक्तिके 
परीक्षण द्वारा हत्यारा मनुष्य जब-तब दुष्ट शक्तियोंको एक 


कै भानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 
पा न न. अअ 


ऐसे समाजपर बिखेरता रहता है जो उसके इस कार्यकी 
ृष्ठभूमिमे स्थित निर्दयता तथा हत्याकारी मानसिक बलसे 
सर्वथा अपरिचित है । मानव-समाजके लिये इस समय यह 
सबसे बड़ा संकट है । 


वैज्ञानिकोपर एक विशेष उत्तरदायित्व है । प्रकृतिमं 
विराट शक्तिका जो भंडार दै, उसकी गहराईमें प्रवेश करने- 
के लिये उनका स्वागत है? किंतु समस्त संसारके प्रत्येक राज्य- 
के कानूनको स्पष्टरूपसे यह घोषणा कर देनी चाहिये कि 
जो मानव-समाजपर प्रकृतिकी दुष्ट शाक्तियोंको उन्मुक्त करेंगे; 
वे विश्वजनताके न्यायालये सर्वाधिक दण्डके पात्र होंगे । 
यदि मानव-जातिको हमारे इस ग्रहपर जीना है तो उसे नष्ट 
करनेवाली अणुशक्तिका निरोध होना ही चाहिये । युद्धोन्मुख 
राष्ट्रको इस पाशविक स्वभावपर नियन्त्रण रखने और अपनी 
सीमामे ही रहनेकी शिक्षा देनी ही होगी । 





मानवताका समुद्धारक एक सरल सुगम शास्रीय परम्परागत नेसगिक उपाय 
( रेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शमी ) 


मानवताका वास आचारमें है । प्रत्येक वर्ण और 
आश्रम वर्णाचित एबं आश्रमोचित आचार-धर्मसे ही वर्णा- 
श्रम कहलाता है, अपने आचारसे भटककर तो पतित 
हो जाता है । संध्याहीन द्विज शूद्र समझ लिया जाता है 
तथा द्विज-कर्मसे बहिष्कृत हो जाता है-- 

न तिष्टति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 

स झूद्रवद्‌ बहिष्कायेः सर्वस्माद्‌ द्विजकमंणः ॥ 

ऐसी दशामें मानव मानवतासे पतित होकर मानव 
कैसे रह सकता है । इसीलिये कहा जाता है-- 

आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः। 

इतने कथनका तात्पर्य यही है कि मानवताके समुः 
द्वारके लिये हम आचारःविचारपर ध्यान दें--- 

आचारः प्रथमो धमः श्रुत्युक्तः स्मात एव च । 

तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥? 

आचारके लाभोपर पूर्वजोनि इस प्रकार प्रकाश डाला है-- 

आचाराल्लभते द्यायुराचारा्भते श्रियम्‌ । 

आचाराछभते कीतिं पुरुषः प्रेत्य चेह च॥ 


क स्स्स क न. 
१. श्रुति-स्टृतिप्रोक्त आचार प्रथम थमं है । अतः हिजोको 


आचार-तत्पर रहते हुए आत्मवान्‌ बनना चाहिये । 


सरवेलक्षणहीनोऽपिं यः सदाचारवान्‌ भवेत्‌। 
श्रहानोऽनसूयश्च शतवर्षाणि जीवति ॥ 
( मनु० ) 
आचारमें भक्ष्यामक्ष्यका ध्यान रखना परम आवश्यक 
माना गया है- 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ 
आस्यादन्नरोषाच मृत्युर्विप्राज्ञिघांसति ॥ 
तितो 3 (मनु० ) 
आहारुखाद्यान्न भी निदोष; पवित्र एवं सात्त्विक होना 
चाहिये । इसीसे मानवका मन बनता है-- 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते । तस्य थः स्थविष्ठो धातुस्तत्‌ 
घुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः? । 
( छान्दोग्य ६।५। १) 
२. सदाचारके पालन करनेसे आयु एवं लक्ष्मीकी बृद्धि होती 
है । लोक और परलोकमें मनुष्यको यश प्राप्त होता है । चाहे 
मनुष्यमे दूसरी कोई भी अच्छी बात न हो, केवल अनसूया, 
श्रद्धा और आचार-बल्से वह सौ वर्षको आयु प्राप्त 
३. वेदोंके न पढ्नेसे, आचारका त्याग करनेसे, आळसी 
बननेसे एवं खराव अन्नके खानेसे मनुष्य अल्पायु होता है । 
४. खाया हुआ अन्न तीन भागोंमें विभक्त होता है । स्थूल 


असार भागसे मल वनता है, मध्यम भाग (रस ) से मांस बनता 
है और सूइम भागसे मनकी पुष्टि होती है । 


प्त कर सकता है । 


* मानवता > 


५६३. 


कप्प्यात 





दध्नः सोस्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स अध्वः 

समुदीषति तत्सपिर्भवति । एवमेव खलु सोम्यान्नस्याइय- 

मानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति तन्मनो भवति ॥' 

(छा० ६ | ६। १-२ ) 

खाद्यान्नसे मन अवश्य बनता है; परंतु खाद्यान्न 

सात्विक हो तभी उससे सात्त्विक मानवोचित मन बनता 

है और ऐसे सात्त्विक मनसे ही मानव उच्चताको प्राप्त 
होता है-- 

ऊध्वं गच्छन्ति सस्वस्था: । 
यही कारण है कि आर्य-शास्त्रोंमे खाद्यान्न और आहार- 
झुद्धिपर अत्यधिक बल दिया गया है । इसका एक अन्य- 





तम कारण यह भी है कि आहार-शुद्धिके पर्याप्त उदात्त 
लाम भी हैं--- 
आहारशुद्धौ सस्वशुद्धिः;, सस्वशुद्धौ धवा स्म्ृतिः, 
स्म्तिछुद्धौ सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः. | 
सात्विक आहारका एक अतिरिक्त लाभ यह भी है कि 
उससे मस्तिष्क--मनस्तत्त्व राजस-तामस बुद्धि-नाशक दोषोंसे 
असम्पुक्त रहता है, इसका फल यह होता है कि मानवर्मे 
मानवता विक्रासोन्मुख रहती है । अमानवीय तत्त्व उससे 
पनपने नहीं पाते तथा 1186111261 61274५ भी विका- 
सोन्मुख रहती हैं ओर ये मानवता-समुद्धारक कार्यमिं समधिक 
सहायक होती हैं । बस, यही आहारशुद्धिका एकान्त 
उदात्त फल है । 


~ — 


मानवता 


( लेखक श्रीनत्थुरामजी गुप्त) 


मानवताके विषयमै अपने विचार व्यक्त करनेसे पहले 
मेरे मनमें यह प्रश्न उठता है कि “मानवता? क्या वस्तु है। 
और जब मेरी बुद्धि मानवताका अनुसंधान करती है, तब यह 
निर्णय देती है कि अकैतव प्रेम ही मानवता है । तब प्रश्न होता 
है कि सच्चा प्रेम क्या है । एक जगह कहा गया है-- 

कैतवरहितं प्रेम न हि तिष्टति मानुषे लोके । 

यदि भवति कस्य विरहो विरहे भवति को जीवति ॥ 

वास्तवमै प्रेमे व्यवधान सहनेकी सामर्थ्यं ही नहीं है। 
तब इसका अन्तिम समाधान यही निकलता है कि सच्चा प्रेम 
तो अपनी आत्माके सिवा किसी दूसरी वस्तु या व्यक्तिमें 
हो ही नहीं सकता; जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्यने अपनी 
प्यारी पत्नी मैत्रेयीको संन्यास ग्रहण करते समय समझाया 
था--«आत्माके ल्यि ही सर्वप्रिय है, न कि सबके लिये 
आत्मा ।? आत्माको ही देखना, सुनना, मनन करना और 
निदिध्यासन करना चाहिये ( बृ० ३० ६ | ५।६ )। अर्थात्‌ 
सच्चा प्रेम अपने आत्माके सिवा छॉक-परलोकमें किसी 
बस्तु या परिस्थितिसे हो नहीं सकता । यदि सच्चा प्रेम 
अपने आत्मासे हो गया तो आत्मा प्रकट हुए विना नहीं रहता | 
_मगवान्‌तो गीताने कहते हक 0 50 आळ का ह ब गीतामें कहते हैं-- 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पञ्यति। 
तस्याहं न प्रणऱ्यासि स च मे न प्रणश्यति ॥ 

( गीता ६ । ३० ) 
सर्वभूतस्थितं यो माँ भजत्येकस्वमास्थितः। 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतंते ॥ 

( गीता ६।३१ ) 
और फिर कहा है-- 
तपस्तरिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ 

(गीता ६ । ४६ ) 
अर्थात्‌ भगवानको भी तपस्विर्यो; ज्ञानियाँ और कर्मियांसे 

श्रेष्ठ योगी ही जँचते हैं; तभी तो अपने सखा अर्जुनसे वे 
कहते हैं-इसल्यि तुम योगी बनो । और योगी 
बननेके लिये घरबार छोड़कर कहीं अन्यत्र जानेको नहीं 
कहते हैं | इसका सार यही निकलता है कि आत्मज्ञान ही 
मानवता है । परंतु बड़े मजेकी बात तो यह है. कि हम दिन- 
रात विप्रयोसे तो प्यार करते हैं, किंतु विषयीको भला बैठे हैं। 
कितना मोटा पर्दा हमारी बुद्धिपर पड़ा हुआ है । राम ही 
जाने | फलतः यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ऐसा विषयी 





१, दथिके मथनेपर उसका सूइम अंश ऊपर आकरे घी बनता हे । उसी प्रकार अन्नके सूक्ष्म अंशसै मन बनता है । 


२, सत्त्वगुणी लोंग ऊध्वंलोकोंको जाते हें। 


१, भांदारं-शाडेसै संत्त्व-शुंडि, संत्व-शुडिसे धुवस्मृति और, स्मृति-बडिसे सम्पूर्ण भनिधांकी ग्रन्थियोंका नाश हो जाता दै । 











५६४ ** मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 





कौन है १ इसका सरल उत्तर यही है कि “मै? ही विषयी हुँ, 
मेरी ही बुद्धिपर पर्दा पड़ा हुआ है और वह मेरा ही डाला 
हुआ है । में जिस दिन चाहूँगा, पर्दा उठा लूँगा । मुझको 
ही विषयोंकी निरन्तर चाह लगी हुई है । जितना ही विषयोंको 
भोगता हूँ; उतनी ही अतृप्ति बढ़ती जाती है, जैसे 
अग्निम घुताहुति डालनेसे अग्नि । क्या यही 
मानवता है १ आज दुनियाभरमें जीवनस्तरमें 
( Standard of 112118 ) को ऊँचा करनेकी माँग 
हो रही है, सुष्टिःदष्टिबादको बढ़ावा दिया जा रहा है और 
इसीको आजके मानने सभ्यताका युग मान लिया है । भारत 
भी इस आधुनिक सम्यतासे अछूता नहीं रहा । जो 'भा-रत? था, 
वह 'तम-रत? होता जा रहा है । योगयन्त्रकी जगह यन्त्र- 
योगका पुजारी बनता जा रहा है । पञ्चवर्षीय योजनाकी 
स्थापनाके नामपर भारतीयोँका खून चूसा जा रहा है । पेटके 
लिये रोटी नहीं, तन ढकनेको वस्त्र नहीँ | एक, दो नहीँ 
लाखोंकी संख्यामे लोग वृत्तिहीन हैं । रुपयेका कोई मूल्य 
नहीं । रुपयेका १॥-२ सेर अन्न भी प्राप्य नहीँ । घूस और 
चोरीका बाजार गरम है । बड़ी-से-बड़ी रिश्वत खानेवाले भी 
उच्च पदाधिकारी बने हुए हैं। भगवान्‌ तो अपनी ही मायासे 
मोहित होकर जीव बने हुए हैं | पर जीव अपनी मायासे 
मोहित होकर नर-पशु बन गया । जिस भारतको मानबताका 
उदूगमस्थान माना जाता है, उस भारतकी आज यह 
दुर्दशा ! इसी भारतमें बड़ेबड़े महामानव आये और अपने 
आचरणोसे भारतीय आदर्शको स्थिर कर गये; किंतु दुःख 
होता है हमलोगोंकी मायाकी निद्रा भंग न हुई । 

अब यह प्रश्‍न उठता है कि यह वास्तवमै क्या बला है, 
जिसने बड़े-बड़े मायायिबोँको भी नचा रखा है। इसके भेदको 
बावा आदम ( ब्रह्माजी) को भी खोजनेके लिये एक 
हजार दिव्य बर्षोतक तपस्या करनी पड़ी । तब कहाँ भगबानूने 


">>> > > <<< दद ्न्जन्स्स्स्ज्ल स्या र 


प्रसन्न होकर उन्हें अपना वह लोक;दिखाया जो सबसे परे है, 
जिससे परे और दूसरा लोक नहीँ; वहाँ कालकी दाल भी 
नहीं गलती और न माया ही कदम रख सकती है | फिर 
मायाके ,बाल-बच्चोंका तो कहना ही क्या है ( देखिये भागवत 
२ | २ | ९---१३ ) । अन्तमै श्रीमद्धागवतके दो-एक मन्त्र 
देकर अपनी लेखनीको विश्राम देता हूँ । 

मायाकी परखके रूपसै-- 

ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 

तदू विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः॥ 

( श्रीमद्भा० २।९।३३) 

और इसकी विधिके रूपमे 

एतावदेव जिज्ञास्यं तस्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः । 

अन्वयब्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा ॥ 

( श्रीमद्ा० २।९।३५) 

इन मन्त्रोपर फिर कभी अपने विचार व्यक्त करनेकी 
चेष्टा करूँगा। इस समय तो केवल अपना मूलमन्त्र ही दे 
देना चाहता हूँ--- 

स्वरूपकी विस्मृति ही माया है। 

स्वरूपकी स्मृति ही मानवता है । 

स्वरूपावस्थिति ही भगवत्ता है । 

और आधुनिक सभ्यतावालोंसे उन्हींकी भाषामें कहता 
आ 

Man is God on earth subject to death. 
God is man in heaven free from death, 
४० know is to remember, 

बोध कब होता है १--- 


अनादिमायया सुतो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
अजं ह्यनिद्रमस्प्नमट्वैतं बुध्यते तदा ॥ 





. हरिनाममें आलस्य क्यों ! 


हरिके नामको आलस क्यों रे काल फिरत सर साँच्चै 
हीरा बहुत जवाहर संचे कहा भयो हस्ती दर बांधे | 
बेर कुबेर कङ्क नहीं जानत चढ़ो फिरत नित काँध । 


कह हरिदास 


कू न चलत जब आवत अंतकी आँखे ॥ 


बे ,मानवता ऋ 






मानवता 


2. . ५६५ 


( ढेखक- श्रीअनन्त शंकर कोल्हटकर, बी० ए० ) 


मनुते इति मानवः । जो विचार कर सकता है, वह है 
मानव । और मानवता है--विचारयुक्त सुविचार समर्थित 
सौहार्दपूर्ण आचरण । 


यत्किंचित्‌ विचारसे मानव समझ सकता है कि जैसे वह 
स्वयं अपना सुख ही चाहता है, दुःख कदापि नहीं) वैसे ही 
सुष्टिका प्रत्येक जीव चाहता है | अतः मानवका प्रथम धर्म-- 
मानवताका पहला तकाजा यह है कि मन-वाणी-शरीरसे किसी 
भी प्राणीको कमी किंचिदपि दुःख न दिया जाय और 
समीको हर तरहसे सुखी बनानेका प्रमत्न किया जाय। 


मनुष्यने विचारकी दृष्टिसे परिस्थितिको जैसा समझा हो; 
प्रसङ्ग आनेपर उसे ठीक वैसा ही प्रकट करना; अपनी 
बाणीसे दूसरेकी बुद्धिकी प्रतारणा न करना--इसीका नाम 
सत्य कथन है, यह मानवका दूसरा धर्म है । परंतु 
केवल सत्य कथनसे सत्यकी पूर्णता नहीं होती | मानव सोच- 
समझकर जो करनेका निश्चय करे, वही करे । अर्थात्‌ 
सत्यपालन--अपना वचन सत्य करना- यही सत्यका 
वास्तविक अर्थ है । सम्पूर्ण छोक-व्यवहार इसीके आधारपर 
चलता और टिक सकता है। अतः सत्यसंघत्व मानवका परम 
धर्म है। 

मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी वस्तुको कोई दूसरा ले 
ले; अतः मेरा भी यही कर्तव्य हुआ कि मैं भी किसीकी कोई 
वस्तु न दूँ.। यह “अस्तेय? मानवका तीसरा धर्म है । “स्तेय? 
दो प्रकारका हैं--( १ ) 'अप्रदेयस्य आदानम्‌ । न देने 
योग्य वस्तुको लेना--जैंसे छुधितका अन्न । और (२ ) 
प्रदेयस्य निरोधनम्‌ ।--_देने योग्य वस्तुको न देना 


जेसे क्षुधितको अन्न । आत्मोपम्य-बुद्धिसे--परोपकारकी 
भावनासे-ईश-ूजाके हेतु, यथा-- 


येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः । 


संतोषं जनयेत्‌ प््राज्ञस्तदेवेश्वरपूजनम्‌ ॥ 


यथासम्भव अपना सब कुछ दे देना ओर दूसरोंसे कुछ 
भी न लेना सच्चा अस्तेय है। 


मानवसे कम बुद्धिबाले पशु-पक्षी भी गंदे रहना पसंद 
नहीँ करते; अपनी बुद्धि-शक्तिके अनुसार सभी स्वच्छ 
रहते हैं । सुतरां सुबुद्ध मानवका पवित्र रहना अवश्यकर्तव्य 
है । अतः उसका चौथा धर्म है--मन, वाणी; शरीरसे बहसदा 
पवित्र रहे, कभी उन्हें अपबित्र न होने दे । 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव हु। 


इन्द्रियाणि हयानाहुः' ˆ ˆ > 0011) 
( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । ३-४ ) 
जैसे रथं घोडे हैं, वैसे ही हमारे दारीरमे इन्द्रिया हैं । 
सारथिके नियन्त्रणमे न रहनेवाले घोड़े जैसे रथी और सारथि 
दोनोंको गड्डेमें डाल देते हैं वैसे ही उच्छुङ्कल इन्द्रिय 
मानवको पापपङ्कमै फॅसा देती हैं । अपनी सब इन्द्रियाको 
(मन, पाचों ज्ञानेन्द्रियौ और पाँचौं कर्मेन्द्रियौंको ) स्वाधीन 
रखकर उनको सदा सत्कर्मप्रदत्त रखना मानवका पाँचवाँ 
भर्म है. 
इन पाचोमें मानवता संनिहित है | इनको जाननेवाला) 
माननेवाला और पानेवाळा है मानव | अन्यथा “साक्षात्पछः 


पुच्छविषाणहीनः ।' 


NM 














५६६ 


* मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


FEE अअ 


सच्चा मानव 


( लेखक-श्रीहरिक्कष्णदासजी गुप्त “हरि? ) 


“परम धाम?के नाम-परसे सुशोमित- श्रङ्गारित भगवानूके 
विभूति-भव्य प्रासादका विलक्षण द्वार बंद था | 

द्वारके समीप ही-न, न; उससे लगी ही एक बस्तु 
रखी थी, जिसने निम्न आत्म-परिचय-चिट लगा रखी थी | 

“मेरा नाम “परम स्वतन्त्रता? है | मुझे प्राप्त करके ही 
“परम धाममें प्रवेश और भगवानसे मेंट सम्भव है । समी 
मुझे पा सकते हैं । किसीके लिये भी न मैं कम पड़ती हूँ और 
न तो प्रयास करनेपर अलभ्य ही हूँ ।” 

स्वतन्त्रताके ल्यि कौन दीवाना नहीं है ! साधारण: 
साधारण खतन्त्रताओंके लिये लोग मरेःमिटते हैं | यहाँ तो 
सम्मुख थी “परम खतन्त्रता--/आमके आम, गुठलियोंके 
दाम!वाली कहावत चरितार्थ करती हुई, “परम धाम? प्रवेश 
तथा भगवानसे मेंट आदिके दुहरे-तिहरे आकर्षण रखती | 
दुनिया पिल पड़ी उसे हस्तगत करनेके लिये | सभी परस्पर 
धक्का-मुक्की करते, एक-दूसरेको रगेंदते-खदेड़ते, दाबते- 
कुचळते तथा तरह-तरहकी तिकड़में लड़ाते आगे बढ़ चले-- 
सबसे पहले उसे खयं ही प्राप्त करनेके लिये | “पीछे कौन 
जाने क्या हो? “जो पहले मारे, सो मीरी” आदि तथ्योक्तियोंसे 
सुपरिचित जो थे वे सब | अत; क्रम-नियम सब ताकपर उठा- 
कर रख दिये गये । मानवताको भी नकली दाढी-मूँछकी 
तरह उतारकर कोनेकचोनेमै डाल दिया गया, जैसे वह 
अभिनयभरके ही ल्यि आवश्यक वस्तु हो । परिणाम यह 
निकला कि एक विचित्र आपाधापी पड़ गयी । भयंकर 
युरूगपाड़ा मच गया | ईषया द्वेपर, कलह एवं रक्तपातसे 
समूचा वातावरण व्यास हो गया और यह वातावरण- 
कोने-कचोनेमें पड़ी मानवताके कलेजेको कचोटने लगा | 

पर मजा यह था कि इतनी सब हाय-तोबा होते 
हुए. भी “परम खतन्त्रता हाथ किसीके नहीं छग रही 
थी । जो गिर-पड़कर अथवा अन्योंके छल-कौशलका शिकार 
होकर पिछड़ जाते थे, उन बेचारोंकी तो बात ही क्या; 
परंतु जो येन-केन प्रकारेण उसतक पहुँच भी जाते थे, उन ह 
वह अपने हाथ नहीं लगाने देती थी और इस तरह उन्हें 
मी विफल-मनोरथ ही रहना पड़ता था | सुबहसे सब जुरे थे 
ईस प्रयासर्मे, शाम दोनेको आ गयी; लेकिन कोई भी तों 
कोमयॉग्र नेही हुआ । आँखिर लौट चढे संर (परम 


खतन्त्रताको एक काब्पनिक- ऐन्द्रजालिक वस्तु समझकर 
उसकी चर्चा भरका रस लेते । 
इस सब शोर-गुळसे तनिक हटकर दीन-हीन-सा लगता; 
दुबला-पतला एक व्यक्ति और भी था वहाँ, जो पहलेसे 
ही उस जगह नहीं था, अन्योंके लिये स्थान छोड़ते, उन्हे 
अवसर प्रदान करते यहाँ आ लगा था- सबसे पिछेतीमे पड़ 
गया था । वह शान्तिपूर्वक किंतु सोत्साह अपने अवसरकी 
प्रतीक्षा कर रहा था । लौटते हुए जनसमूहमेंसे छह्दीम-शहीम 
पहळवानोंके भीम दलने उसपर ठहाका मारकर करारा व्यंग- 
प्रहार किया-- 
“अरे वाह रे खपच्ची ! हमारे दाव तो खाली गये, उस्ताद; 
लेकिन तू जरूर हथियायेगा “परम स्वतन्त्रता?को | मुँह 
आइनेमें तो देख रखा है न ४ 


बोली-- | 

“अम्खाह ! आपको देखिये। आप हैं बुद्धि-वारिधि । 
“परम खतन्त्रता को वरकर ही टलेंगे यहाँसे | तनिक खयाल 
रखियेगा श्रीमन्‌ ! कहीं चौड़ेमें ही न छट जाइयेगा !? 

उस चुप-चाप गान्त खड़े हुए व्यक्तिने इन दोनोंकी 
सुनकर माथेमें बल तो एक भी नहीं डाला; हाँ, किंचित्‌ 
मुसकराकर उत्तर अवश्य दे दिया उनके ही लहजेमें, पर 
खरको अपूर्व स्नेह-रिनग्धतासे पूर्ण करके पहलवानोंसे 
उसने कहा-- 

“मैं खपञ्ची ही सही; लेकिन हाथी हिले जा रहे हैं, 
खपच्ची जमा हुआ है--यह बात क्या कम है ! हाथी विश्वास 
रखें, खपच्ची जमा ही रहेगा; क्योंकि वह किसीको हटाकर 
खड़ा नहीँ हुआ है और न तो किसीकी राहका काँटा बना 
है। "`" `“ अभी भी नहीं बन रहा |? 

बुद्धिसम्राटोंको उसने उत्तर दिया-- 

“छटनेकी चिन्ता बुद्धि-सम्राट करें । बुद्धि-कंगालको 
इससे क्या लेना देना ! वह तो दिल्की दौळतसे मालामाल 


है---उस दौलतसे, जो जितनी छरती है, बढ़ती जाती है |?“ 


_ पहेलवान आँख दिखाते, बुद्धिमान्‌ मुँह बितराते और 
जन-साधारण उपेक्षाकी उछटती-सी इष्टि उसपर डालते हुए 
लोरे चले जा रहै थे | सहसा यह लौटती दुनिया दंग रंह 


> 
त्र. 


बुद्धि-गविष्ठोंकी मण्डली भी चुटकी मरनेसे नहीं चूकी ! "0 





प्‌ 


$" दानवताके दहकतें दावानलम भानवताके दर्शन # 


५६७ 


TTT 


गयी !--आश्चर्य-भूकम्पसे लौट गयी !! `" `" ` 'यह देखकर 
कि “परम स्वतन्त्रता? स्वयं अपनी जगहसे चलकर उस-- 
सबकी दृष्टिमे उपहासास्पद व्यक्तिके चरणोंमे लोट रही थी 
और कह रही थी-- 

“मुझपर निज-प्रासि-कर फेरकर मुझे कृतार्थ करें |? 

और लजाता-सकुचाता-सा, विनयःविनम्रताकी प्रतिमा 
बना हुआ कह रहा था बह अटक-अटककर-- 

धमैं-में १ मेरा अवसर आ गया १? 

“हाँ, क्यों न आता १ कृतार्थ-पुलकसे पुलकते, निहाळ 
हुई-सी परम स्वतन्त्रता उत्तर दे रही थी-*ठुम सच्चे मानब 
जो हो । औरोंको अपूर्व आत्मीयतासे भरकर अवसर लेते 
रहने देना अपने अवसर भी उन्हें ही प्रदान करते रहना 
और फिर भी कमी-न-कमी आनेवाली अपनी बारीकी हताश 
न होकर पैर्यपूर्वक सोत्साह प्रतीक्षा करना ही तो यथार्थ 
मानवता है। और जो यथार्थ मानवताका धनी दै, “परम 


स्वतन्त्रता? उसकी चरण-चेरी है, “परम घाम? उसके स्यि 
हस्त-कमलवत्‌ दै और भगवान्‌ हैं खयं उसके अपने रूप !? 
देखते-देखते सबको सकतेके आलममे छोड़कर वह सच्चा 
मानव परम स्वतन्त्रताको प्राप्तकर परम थामभे प्रवेश कर गया? 
भगवानसे मेंट करके उनमें समाकर कृतकृत्य हो गया | 
यह सब करते-करते भी, जन-जनको “परम स्वतन्त्रता” प्राति- 
का सक्रिय पाठ पढ़ा, उन्हे जीवन-कृतार्थके पथपर सहज 
आत्म-भावसे अग्रसर कर वह अपनी यथार्थ मानवताको और 
चरितार्थ करता गया । 
दुनियाकी आँखोंमें अब प्रेम और कृतजताके आसू थे 
और अधरोंपर थी गौरव-गरिमा-पूर्ण मुसकान । किसी समयका 
उपहासास्पद्‌ श्रद्धाका पात्र बन गया था युग-युगतक और 
लोक-लोकमें पूजा जानेके लिये- हौँ, युग-युगतक और लोक- 
लोकर्मे; क्योंकि सच्चा मानव आखिर सच्चा मानव है । देश- 
कालकी सीमासे आबद्ध नहीं रहता उसका जीवन साफल्य | 


220५ ९ दावानलमें >> 1९] 
दानवताके दहकते दावानलमें मानवताके दर्शन 
( 


छेखक- श्रीहरिहरप्रसादजी अठघरा ) 


घटना कई वर्ष पुरानी है । मैं उस समय कलकत्ते 
किसी कार्यवश गया हुआ था और दिनभर शहरमें आवश्यक 
कार्यवश घूम-घामकर कार्य करनेके बाद कुछ बाजारसे सामान 
खरीद करता रहा और इसी उदेड़-बुनमें कुछ खरीदे हुए 
सामानमैसे कुछ चीजें चितपुररीड तथा हरीसनरोडके 
जंकशनपरकी एक दूकानमें छूट गयी । उसी जंकशनपर 
विपरीत कोनेपर अनेक पेशावरी मुसब्मानोंकी फलकी भी 
दूकानें थीं ( अभी भी हैं ) जिनके यहाँसे में बराबर फल 
इत्यादि भी लिया करता था । संयोगसे डेरे आनेपर डब 
देखा कि कुछ सामान दूकानदारके यहाँ ही छूट गया है 
तो फौरन उसे लेनेके लिये द्रामसे लौट पड़ा | समय करीब 
साढे तीन-चार अपराह्न था । दूकानमै पहुँचकर मैंने छूटे हुए 
सामानकी तलाश दूकानमें की तो भद्र सजनने मुझको सामान 
देते हुए कहा--“बाबू ! जल्दी भागों) हम दूकान बंद करते 
हैं । यहाँ दंगा हो गया है |! और मुझको तुरंत दूकानसे 
बाहर निकालकर लोहेका कौलेपिसवळ गेट ( दरवाजा ) एक- 
दम बंद कर लिया । देखते-देखते जो दंगा मछुआ बाजार 
स्ट्रीट शुरू हुआ था, वह बढ़कर सिंदुरियापद्टीम आ गया 
और मैं निरालम्ब होकर बिना असली रहस्य समझे उस 
काबुली फलवालेकी दूकानमे घुस पड़ा । काबुली फल्वाला, 
जो काफी बलिष्ठ और तेजभरे चेहरेवाला था; मुझे देखकर 
तुरंत गोदर्मे उठाकर अंदर ले गया तथा एक लोहेकी 
कुरसी देकर अंदर बैठा दिया । बोला- “बाबू ! चुपचाप 


बैठे रहो, हिंदू-मुसल्मानका दंगा हो गया है) परंतु तुम 
शान्त रहो । मेरे जिंदा रहते तुमपर आँच नहीं आयगी |! 
अब मैंने जाना कि परिस्थिति क्या है और अन्तर्मनसे 
परम पिता परमात्माका ध्यान-चिन्तन करने लगा । बीस-पचीस 
मिनट बाद दो-तीन काबुलियोंने मुझे बीचमै करके, एक 
गम, जो उस दिन आखिरी ट्राम साबित हुई थी और जो 
बीडन-स्कायरकी ओर जा रही थी--उसमें मुझे गेंदकी तरह 
उठाकरट्रामकी खिड़कीसे अंदर पहुँचा दिया | इस भाग-दौड़में 
मेरी टोपी कहीं गिर गयी? कुरता फट गया, परंतु ईश्वरकी 
अनुकम्पा तथा उन काबुलियोंकी मानवतासे में सकुशल 
दाम था । अब द्म आगे बढ़ रही थी और जो दृश्य 
अपनी आँखेंसे हरीसनरोडके चौराहे तथा मछुआबाजारका 
देखा, उसकी तो याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 
खैर, राम-राम करते-करते हमलोगोंकी ट्राम बीडन स्ट्रीट 
चौराहेपर पहुँची । मैंने उसे रोकनेके लिये बहुत घंटी 
दी, परंतु उसमें प्रायः सारे यात्री शोभांबाजारके थे और 
भयवश ट्राम वहाँ नहीं रुककर आगे बढ़ गयी | परंतु उधर 
उस समय कोई गोलमाल नहीँ थी, हमलोग आगे जाकर 
उतरे और अपने-अपने डेरेपर सकुशल पहुँच गये । 

रात्रिमै ज्ञात हुआ कि मेरे द्राममें चले आनेके उपरान्त 
उसी चौराहेपर अनेक निरीह व्यक्तियाको उस दंगेमे प्राणासे 
हाथ धोने पड़े ! 











५६८ # भानंव वही जो खार्थ तज्ञ होता पथिक परमार्थका # 


चच 
Mp ऋऋछछ॒(”ल्‍ृछऋऋऋऋऋऋफष”'”कऋच७ 








सत्य अपने पथपर सतत अग्रसर 


( ढेखक श्रीरिचडे हिटबेल, वेअर हट'स, इंग्लंड ) 


एक महान्‌ उपदेशकके ये शब्द हैं कि (ईश्वरके मुखसै 
जो शब्द निकला; उस पवित्र शब्दमेसे ईश्वरको अधिकाधिक 
प्रकाश और सत्य सतत प्रकट करना है |? यह कथन सत्य 
है । इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि उसके द्वारा 
प्रकटित सत्य अपने पथपर सतत आगे बढ़ रहा है। बाइबलके 
शब्दोंस यह कहना सच है कि उसका यह सत्य युग-युग 
टिका रहता है; कारण, 'सनातनसे सनातनतक तू ईश्वर है ।? 
उसकी वाणी व्यर्थ नहीं जाती । वह अन्यथा हो ही कैसे 
सकता है । तना “ 


“कारण, वर्षा जैसे नीचे आती है तथा खर्गसे हिम आता 
है और लौटकर नहीं जाते, किंतु भूमिको सिंचित करते हैं 
और उससे उपज कराते तथा अङ्कुर उत्पन्न करते हैं, वैसा 
ही मेरा शब्द होगा, जो मेरे मुखसे निकलता है; वह मेरे पास 
खाली नहीं लौटेगा, किंतु मैं जो चाहूँ उसे पूर्ण करेगा और उस 
पदार्थके रूपमै फूले-फलेगा, जिसके उद्देश्यसे मैंने उसे भेजाहै।? 


क्या यही बात उस शब्दके बारेमे भी लागू नहीं है, जिसपर 
हमारा आध्यात्मिक, वास्तविक जीवन टिका हुआ है ! जब 
हम अपने चारों ओर देखते हैं, तब क्या कभी हमें उसमें 
विफलता; निराशा, निस्सारता और करुणरसताके दर्शन हो सकते 
हैं! मनुष्यका ख-निश्चित साधन सदा विफल होता है, यह स्पष्ट 
है । जिधर देखते हैं, उधर यही दीख पड़ता है। पर इसके 
विपरीत ईश्वरका मार्ग है, ईश्वरीय सत्य, ईश्वरीय अभिप्राय है । 
यदि ऐसी बात न होती तो वास्तविकता कुछ न रहती, कोई ईश्वर 
न होता, कोई सत्य और कोई उद्देश्य न होता । पर वह वस्तुतत्त्व 
स्थिर है, जिसका सभी शास्त्र प्रतिपादन करते हैं, हमारी 
मानवीय व्याख्याएँ उसके सम्बन्धमै चाहे जैसी भी हो । 

हम सबके अनुभक्गत भयानक और तमसाच्छन्न शीत- 
कालमें, जब हमारा उत्साह अंदरसे और बाहरसे मन्द हो 
जाता है? तब हम वैसा सोच सकते हैं; पर जब वसन्तका 
आगम होता है, पक्षियोंके कलरव सुन पड़ते और फूल खिलने 
लगते हैं, जीवन सर्वत्र ही नवीन और मधुर होकर उत्साहसे 
भर जाता है; तब क्या हम ऐसा सोच सकते हैं ! | 

शीतके बाद वसन्त | यही जीवनका नियम है जो वर्ष प्रति- 
बर्ष अचूक रूपसे हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ करता है। ५२ 


हैं; क्योकि सनातनको 


ईश्वर यदि चाहता तो इस बिषयमै अन्यथा संकल्प क्र 
सकता था । पर उसने ऐसा नहीं किया और इससे यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि समस्त सर्गके हृदयमें एक सद्भावना 
अनुस्यूत है । शीतकालको अपनी कठोर कर्कशता- 
के साथ किसी मूलभूत सत्यकी गहराईमें घुसकर वसन्त- 
कालके आनेसे पहले अपना काम कर लेना पड़ता है | 

हमारे आध्यात्मिक जीवनमै वसन्तका आगम एक छोटा- 
सा नवसस्योत्सब ही है । पर एक नवीन और महत्तर नवजीव- 
नोत्सव आनेवाला है जब हम खानुमवसे उसके ळ्यि 
तैयार हों । और फिर इससे भी अधिक प्रगाढ आश्चर्यसे भरा 
महोत्सव आनेको है जब मानवजाति उसके लिये तैयार हो। 
बही भगवानके प्राकट्यका महादिवस होगा । 


ऐसे आगम और प्राकट्यकी ओर संकेत करनेवाले कुछ _ 
चिह दीख रहे हैं । उदाहरणार्थ, चर्च संस्थाका जब पहले- 
पहल महदारम्भ हुआ, तब उसके सामने जो आशामय भविष्य 
था उसके इतने समीप हमलोग आज आ गये हैं, जितने 
इससे पहले कभी नहीं थे । मानो कोई चक्र घूमकर उसी 
बिन्दुपर पहुँच रहा है, जहाँसे उसका परिक्रमण आरग्म हुआ 
था । बाह्यतः जो रूप और दृश्य दीख पड़ते हैं, उनके 
रहते हुए भी उन प्रबोधशील जीवोंकी संख्या भी बढ़ 
रही है; जो पुरातन-नवीन संदेशको मानकर चलना 
चाहेते हैं | कहनेका अभिप्राय यह हैकि पुरातन संदेशमें उसके 
आरम्मकालमे जो ताजगी, जो नवीनता थी, वह आज फिरसे 
अनुभूत होने लगी है; “सुसमाचार” का वह पुरातन सदुपदेश 
आज नवीन रूपमें सामने आ रहा है | ईसा आज उतने ही 
हमारे इस युगके हैं, जितने आजसे दो हजार वर्ष पूर्वके 
ऐतिहासिक युगमे थे । उनकी भूतकालीन वाणी आज । 
अभीकीसी जान पड़ेगी; क्योंकि उसे हम अपने वर्तमान 
अनुभवों और भविष्यसम्बन्धी भावनाओंके मध्यमें ही बिना 
किसी अन्तरायके सुन सकेंगे | उनकी बाणी; उसी भाषामे, 


उन्हीं सनातन मूल्योंको अभिव्यक्त 


जहाँ वे प्रवेश करते हैं, कालके परदे पीछे हट जाते 
गि वे कालके भीतर ले आते हैं और सब 


# सत्य अपने पथपर सतत अग्रसर + 





काल उनके द्वारा प्रकट होनेवाले दिव्य ज्योतिर्मय केन्द्रके 
चतुदिक एकत्र हो जाते हैं | और सभी युगोंके, वास्तवमै 
जागे हुए जीव, जो उनके उन्मुख होकर उनके पास आते 
हैं, उनपर, दिव्य मधुर प्रकाशमें जगमगाते हुए; ईसामसीहको 
प्रकट कर देते हैं--वे ही ईसामसीह, जो कल थे; आज हैं 
और सदा रहेंगे । कालकी परिधिसे बाहर निकलकर वै ईश्वरीय 
साम्राज्यके वतमानमै आ जाते हैं--वहाँ हमारा स्वागत करने; 
हम सबमै परस्पर भ्रातृभाव और एकत्व स्थापित करने; 
भी जहाँ सब युग मिलते हैं । इसी प्रकार हम उनके अंदर 
सब युगोंके भगवत्कृपापात्र ओर ईसामसीहको प्राप्त जीवोसे 
मिलें और उनके साथ भ्रातृभाव स्थापित करें । 
भूतकालमें जो बात सत्य थी, वह आज भी उतनी ही 

सत्य है । सनातन मूल्य शान्तिके साथ स्थिर और 
सुरक्षित रहते हैं। यदि यह बात ऐसी ही है तो हमारे 
लिये निराशाका कोई कारण नहीं । हमें ईश्वरके साथ “हाँ? 

कहना होगा) चाहे सारा जगत्‌ चिल्लाकर “ना? कहे । हमें 
जगतूके दु;खमय रूपोंसे अभिभूत न होकर अपने विश्वासके 

लपर, अलखकी ओर झाँकते हुए, आगे बढ़े चलना होगा । 
मनुष्य यदि विफल हुआ है तो होने दो; पर ईश्वर कमी विफल 
नहीं हो सकता । इस समय जब कि जडवादका पर्वत टूटकर 
ढहता दीख पड़ता है, हम ईसाके उन शब्दोंकी ओर ध्यान दें, 
जो ऐसे समयके लिये कहे गये दै---'जब ऐसी बातें होने लगें, 
तब अपनी आँखें ऊपर उठा लो; कारण; तुम्हारी मुक्ति 
समीप आ रही दै !? 


जडवादके काले परदेका गिरना बहुत कष्टदायक है | फिर 
मी इन दिनों बहुतःसे श्रद्धा लोग जो संघटित चर्च- 
संस्थासे अलग हो गये, यह निश्चितरूपसे कोई अशुभ लक्षण 
नहीं है । अथवा हम जो देखते हैं कि युवक समाज प्रायः 
सब-का-सब मानो एकमत होकर चर्चसे विमुख हो रहा है तो 
यह भी सर्वथा दुश्चिह् नहीं है, न इसमें दुःख करनेको ही 
कोई बात है । इसका अंशतः यह कारण हो सकता है कि इन 
युवकोंमे अधिक गहरी सचाई तथा ऋजुता विशेषरूपसे हो 
और ऐसा होना तो स्वयं एक अच्छी बात है | इनकी तरुण 
बुद्धि बिना किसी मध्यस्थके सीघे सत्यको हँढ रही है | ये 
सब बातोंको प्रमाणित करनेपर तुले हैं ओर सम्भवतः आधुनिक 
गतिसे वे यह कर भी लेंगे । पर ऐसा करनेमें उनकी भी परीक्षा 


मा० अं० ७२-- 


और जाँच होगी और जो अनुभवके बाद अनुभव उन्हे प्रास 
होते जायँगे, उन्हें झटके भी खूब लगेंगे । 


युवकोंका आदर्शवाद कलकी दुनियाके उद्धारका साधन 
होगा । परंतु सांसारिक भोगासक्तिकी उच्छुल्ललता तथा 
नेतिक मूर्ल्योकी अवहेळना जो अपने चारों ओर देखते 
उन्हें देखकर हृदय खेद और विषादसे भर जाता है । कारण, 
यह तो सुलगते हुए ज्वालामुखीके मुखके चारों ओर जमकर 
उन्मादपूर्ण नृत्य करना है । पता नहीं, ज्वालामुखी कब फूट 


पड़े और आग उगळने लगे | इन बातोंक्रो देखकर सचमुच 
ही बड़ा दुःख होता है । 


सामान्यरूपसे चर्चकी एक अपूर्ण परिभाषा यह है 
कि यह धमकी रक्षा करनेवाली संस्था है । यह किसी अन्य 
परिमाषासे अच्छी हों, यह बात नहीं; पर यदि यह चर्चक्ी 
वर्तमान अवस्थाके सम्बन्धमै सर्वथा सत्य हो तो इसके लिये हमें 
कृतज्ञ होना चाहिये । पर क्या यह सच्ची बात नहीं है कि 
चर्च-संस्था इस समय एक स्थिर धर्मकी अर्थात्‌ उसके 
बँधे-बॅधाये सूत्रों, सिद्धान्तों और विधियोंकी रक्षा करती 
है ! परंतु ईसामसीहका चर्च ईसामसीहका नहीं रह जाता, यदि 
उसमें प्राण नहीं होते और यही कारण है जो ब्रहुत-से लोग 
चर्चसे निकल गये; क्योंकि उसके वातावरणमें उनका दम 
घुटता था । 

तथापि चर्चमे संत भी हैं, उसके व्याख्यानमञ्चौसे महापुरुषों 
की भविष्य-वाणियाँ निकलती हैं । ऐसे लक्षण भी दीख पड़ते हैं कि 
जो ब्रात किसी समय पहले थी, उसका पुनः आरम्भ हो रहाहे। 
उदाहरणार्थ, इस समयजो प्रार्थनाद्वारा चिकित्साका कार्यक्रम 
चल रहा है, उससे यह स्पष्ट है । इसीके कारण हम ईश्वरकी स्तुति 
करते हैं | पर इन सब बातोंमे हम चर्चके लिये एक आवाज 
सुनते हैं कि, “अपने आपको धो डालो) अपने आपको स्वच्छ 
करो । ईसाके सम्मुख होओ, वह तुम्हारे ऊपर दया 
करेगा; अपने ईश्वरका आश्रय लो; वह तुमपर क्षमा-ही क्षमा 
उडेल देगा \? 

आज फिर नये तौरपर चर्चको यह निमन्त्रण दिया जा रहा 
है कि अपने परमपतिके स्वागतके ल्यि वधू बनकर तैयार हो 
जाओ और फिर एक बार आत्माकी शक्तित सम्पन्न सेनिक- 
रूप चर्च बनो । 

तब आबाल-बृद्ध-वनिता सब तुमसे मुँह नहीं फेरेंगे 








५७० क मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 











णमा 

~ येंगे योकि © चे से चे ठ ह ` 
बल्कि उत्सुक पदक्षेपके साथ तुम्हारे पास आयेंगे; क्योंकि सत्यको समर्थन करती है, जिसे वे हूँढ रहे थे और जिसे 
एक ज्योति जगमगाने लगी है, जिसे सबने देखा है और वह॒ अपने हृदयोंके अंदर वे अनुभव कर रहे हैं कि उसे वे भ्र 


वाणी सुनी है, जिसे वे जानते हैं कि सत्य है तथा जो उस सचमुच ही हँढते रहे हैं । 


mW 


ड? 
-०1/ 








— RI 
A 

| मानव-धम महान्‌ !! | 
१४ ( स्चयिता-श्रीब्रह्मानन्दजी “बन्धुः ) ११४ 
Rs ११ 
i | (१) 1 
5 ) १ 
ष्र मथी गई सागरकी लहरों, निकले रल महान ! ११ 
6 देख हलाहलक उस घटको काँप उठे भगवान! १ 
1; हसते-हँसते पान कर गये उसको शांभु सुजान! i 
| १४ साधक ! सावधान; यह ही है मानव-धर्म महान !! ६ 
४०० 
1; (२) 4 
५७ अवधपुरीम॑ बजी बधाई, राजतिलकका गान Ed 
i अकस्मात्‌ रुक गया, रामने किया विपिन-प्रस्थान ! (४ 
\ “धिक्‌ जीवन !!?--कहकर दशरथ भी चढ़े स्वर्ग-सोपान ! (४ 
i साधक ! सावधानः यह ही है मानव-धर्म महान !! ti 
3४] 
i (३) १४ 
त म i 
hv हेम तुलापर कब तुल पाया सतियोका ईमान? i 
i सती पश्मिनी राख हो गई, दुर्ग मिला सुनसान ! ४ 
हुआ पराजित तुच्छ विजेता वह दिल्ली सुल्तान ! ८४ 
१ 
साधक ! सावधान; यह ही है मानव-धर्म महान !! ष्ट 
(४) ५८ 
शीर्ष ८ i 
-विन्दुपर पहुँच चुका था अकबरका अभिमान ! Ov 
इसीलिये तो मे 012 te 
प्रगट हुए थे राणामें भगवान! ९ 


हल्दीघाटीमं वीराने किया विषम विष-पान ¦ 
साधक | सावधान; यह ही है मानव-धर्म महान |! 


(५) 


Sn 

१४ 

5५४ 

| i 
| ४४ |: 
| i उस संध्यामे प्रगट इआ मानवमं दो 02 
| i स हु जब मानवमे शैतान ! | 
| गो प वळले गिरा भूमिपर वह सच्चा इन्सान ! i 
| i 0 बुद्ध इए थे तब उसपर कुर्बान ! 5: 
साधक . सावधानः यह ही है मानव-धमं महान i! त 


गा I ती 


हायर 


# साम्यवादी नेतिकताका औदार्य % 


५७१ 








साम्यवादी नेतिकताका औदाय 


[ लेखक- खसी विद्वान्‌ श्री सी० नेस्तेरेन्को एम्‌० एस ०-सी० ( दशेनशाज ) ] 


~ 


साम्यवादी नैतिकता अत्यन्त उच्च कोटिकी है इसमें 
सच्ची उदारता एबं यथार्थ मानव-सम्वन्धोंको अभिव्यञ्जना 
मिली है । मूलतः वर्गविशेषसे सम्बद्ध होनेके कारण यह 
सारी श्रमजीवि-जनताकी भी नैतिकता है; क्योंकि मध्यवित्तीय 
लोगोके साथ अपनी लड़ाईम श्रमजीवी वर्ग केवल अपने 
वर्गके स्वार्थका ही नहीं, बरं सारी जनताकी आकाझ्काओंका 
समर्थन करता है और सब प्रकारके शोषणसे श्रमजीवि- 
जनताकी मुक्तिके महान्‌ आदर्शकी उपासना करता है। 
श्रमजीवियोकी नैतिकता पुरातन जगतूके विनाशका एक 
अस्त्र है । यह साम्यवादी संघर्षके पवित्र सिद्धान्तपर 
आधारित है । 

लेनिनने ब्रतलाया था “हम कहते हैं कि शोषकोंके 
जीण समाजका विनाश तथा सारी श्रमजीवि-जनताका एकत्र 
होकर एक अभिनव साम्यवादी समाजकी सृष्टि करनेका ही 
नाम नैतिकता है |! 


श्रमजीवी वर्गकी विजयके साथ-साथ साम्यवादियोंकी 
नैतिकताका स्वरूप भी बदलता है। वह जीर्णोत्यादनकी नैतिकताके 
स्थानपर नूतन जन-सृष्टिकी नैतिकता बन जाती है | वह 
प्रत्यक्षतःसमाजवादी संघर्षके स्वाथोंकी साधिका बन जाती है । 


समाजवादी समाजमे सामाजिक निर्माणका एक अङ्ग होनेके 
कारण नैतिकताका निर्धारण जन-जीवनकी आर्थिक दशाओंके 
द्वारा तथा समाजके आर्थिक आधारके ऊपर होता है । 
दूसरी ओर साम्यवादी नेतिकता आर्थिक आधारको तथा 
आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्धोंके सारे ढाँचेको क्रियात्मक 
रूपसे प्रभावित करती है । यह समाजवादी समाजके बिकास 
तथा उसकी नींवक्तो ठोस बनानेमें सब प्रकार सहायता करती है । 

साम्यवादी नैतिकता उद्घोषित करती है कि जनताकी 
सम्पत्तिकी रक्षा करना तथा उसे बढ़ाना और समाज एवं देशकी 
समृद्धि और महत्ताके लिये सक्रिय होना ही परम नैतिक 
कर्तव्य है । कोटिकोटि सोवियत जनताने समाजके ल्ियि 
काम करनेमे निस्वार्थताका परिचय दिया दै । श्रमिकोंकी 
बीरताके कारण फासिस्ट आक्रमणके दुःखद परिणामोंका स्वल्प 
कालमें ही अन्त हो गया है । युद्धोत्तर कालमै दस हजारसे 
अधिक बड़े-बड़े राजकीय उद्योगोंकों या तो फिरसे चालू 


किया गया है या नया जन्म दिया गया है । इस कार्यके लिये 
जनताका प्रयत्न अभिनन्दनीय है । 

तीन सौ पचपन लाख हेक्टर % परती जमीनको आवाद 
करनेमे लाखों सोवियत देश-भक्तोंने अपूर्व धैर्य और साहसका 
परिचय दिया है और बहुत दिनोंसे परती पड़ी तथा बेजोती 
हुई जमीनको खेतीके योग्य बनानेका राष्ट्रव्यापी कार्य 
करके सोवियतके इतिहासमै एक सुनहला अध्याय जोड 
दिया है । 

समाजवादी राज्यके नागरिक सार्वजनीन स्वार्थी और 
लक्ष्योंके द्वारा परस्पर आबद्ध हैं | अतएव स्वभावतः 
उनकी सफलता. सर्वसाधारणके कल्याणके लिये किये जाने- 
बाले कायाँसे जुड़ी रहती हैं । समाजके प्रत्येक सदस्यको 
समाजकी सामूहिक सहायता और समर्थन प्रास है । दूसरी 
ओर समाज अपने सदस्योंकी ठोस एकताके ऊपर निर्भर 
करता है । जितनी ही अधिक दृढतापूर्वक तथा सफलता- 
पूर्वक समूह एवं उसके सारे सदस्य काम करते हँ, राष्ट्र 
उतना ही अधिक समृद्ध और शाक्तिसम्पन्न बनता है; और 
देश जितना ही सम्पन्न बनता है, उतना ही अधिक समाजके 
सद्स्य सुख-समृद्धिका भोग करते हैं । सोवियत जनताका 
समूहवाद आर्थिक स्थिति और संस्कृतिके विकासके उद्देश्यसे 
किये जानेवाले प्रयत्ञोंमे तथा श्रम-दानमें अपने आपको 
अभिव्यक्त करता है | 

देशकी सफलताको सोवियत जनता अपनी निजी 
सफलता समझती है और उसकी कठिनाई और विपत्तिको 
अपनी निजी कठिनाई और विपत्ति मानती है । 

सोवियत जनताकी नैतिकताका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्वरूप 
उनकी सामाजिक और वैयक्तिक खार्थकी एकतामे अभिव्यक्त 
होता है । 

समाजवादी समाजमें सार्वजनिक और वैयक्तिक स्वार्थो- 
का एक संतुलित मिश्रण होता है, जिसमें वैयक्तिक स्वार्थ 
सार्वजनिक स्वार्थके आश्रित रहता है । जनताके कल्याणको 
ठुकरानेकी तो बात दूर रही, समाजबाद उसकी सतत उन्नतिके 


विचारमे ही लीन रहता है और ज्यो्यों सार्वजनिक सम्पत्ति 
बिचरी 


% १ हेक्टर=२ ४७१ एकड़ । 





५७२ ` * मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





बढ़ती जाती है तथा भौतिक एबं सांस्कृतिक बरदानकी 
अभिबृद्धि होती है, श्रमिक जनताकी वैयक्तिक आवश्यकताओं- 
की पूर्ति उतनी ही अधिक पूर्ण होती जाती है । 

सोवियत मातृभूमिके लिये निस्खार्थ प्रेम अङ्कुरित करने- 
मै सहायता करनेके उद्देश्यसे साम्यवादी नीति सारी श्रमजीवि- 
जनताके लिये; विशवकी समस्त जनताकी एकताके लिये अत्यन्त 
आदरकी भावना वेदा करती है । 

औदार्य-सिक्त समाजवादी नैतिकता मनुष्यके प्रति सम्मान; 
उसकी सँभाल, उसके उत्कर्ष, उसके गौरवकी उपेक्षाके 
विरुद्ध संघर्ष तथा पुरातन सामाजिक बन्धनोंसे उसकी मुक्ति- 
की माँग करती है । मनुष्यकी समस्त बौद्धिक और शारीरिक 
योग्यताओंके सर्वाङ्गीण निर्मुक्त विक्रासकी आवश्यकताको 
लेकर वह आगे बढ़ती दै । 

श्रमजीवी नैतिकताके आदर्श और सिद्धान्त केवल जनता- 
के सामाजिक सम्त्रन्धोका ही निरूपण नहीं करते, वरं प्रति- 


= सन न्‍ पर क्‍क्‍स्‍3न्‍न्‍+4<<1<1__त... 





दिनके जीवनमें, समाजके बाहर भी उनके आचरणका निर्णय 
करते हैं । 

साम्यवादी नैतिकता अपने साथियों और सम्बन्धिर्योमै, 
परिवारमे पति-पत्नी एवं पिता-पुत्र आदिके बीच इढ्ता, सत्य- 
संधता और परस्पर सुख-ढुःखकी चिन्ताको प्रोत्साहित करती 
है एवं उनका समर्थन करती है | साथ ही वह अहंकार, दम्भ, 
अतीत कालकी जीर्ण-शीर्ण रूढियोंको बनाये रखनेकी चेष्टा, 
प्राचीन सामन्तवादी परम्पराओं और स्त्रियोके लिये अपमान- 
जनक प्रथाओंकी, जिनसे लोगोंमे अविश्वास उत्पन्न होता है, 
निन्दा करती है । 

साम्यवादकी ओर समाजके क्रमिक परिवर्तनके युगमें, 
समाजवादी नैतिकताका तथा जनताके साम्यवादी आचारके 
रूपका विकास होता है । साम्यवादी नैतिकता अपने-आप; 
अकारण ही नहीं उत्पन्न होती; यह श्रमिकांकी सफलता 
और सामाजिक प्रयत्नका परिणाम है | 





:णा5%-92£>--- 


मानवोंके परस्पर सम्बन्धोंके विषयमै कुछ निरीक्षण 


( केखक प्राध्यापक श्रोराल्फ टी० टेम्पलिन, सेंट्रल स्टेटकाकेज विल्वरफोर्स, ओहिओ ) 


( १ ) किसी प्रकारके भी मानवसम्बन्ध बहुत अच्छे, 
बहुत बुरे या इन दोनोंके बीचमै कुछ भी हो सकते हैं। 
जब हम उन्हें देख पाते हैं; तब उनका प्रकृतरूपसे विचार 
करते हैं। अच्छे सम्बनन्धोंकी ओर सामान्यतः सबका ध्यान 
नहीं जाता । पर खराब सम्बन्ध सामने आते हैं, तब उनकी 


चर्चा ददोती है । 

( २ ) इसके विपरीत सम्बन्ध जब बहुत खराब होते हैं; 
तब उन्हें दुरुस्त करानेके ल्यि लोक-क्षोम अपना दबाव 
डालता है । यदद लोकक्षोम जगद्व्यापी भी हो सकता है, जैसे 
उन्नीसवीं शताब्दीमै गुलामीकी प्रथा उठा देनेके विरुद्ध हुआ 
था अथवा इस शताब्दीमे काले-गोरेके भेदसे बस्तियों आदि- 
के अलगावके विरुद्ध हुआ है | 

( ३ ) ऐसे सम्बन्ध संस्कृतिके आत्मव्याघात हैं और 
इनसे उत्पन्न लोकक्षोमसे संकटकी अवस्था सामने आती है । 
ऐसी त्रुटियौको समय रहते सुधार लेना ही ठीक होता 
है, अन्यथा बुराइयोंकी उदधि होती है । इस काममै दीर्घ- 
सूत्रता भगवानको प्रिय नहीं है। 

(४) मानवोंके परस्पर सम्बन्धोम सुधारके लिये होने- 


वाले प्रत्येक संघर्षके दो पहलू होते हैं---विधिमुख और निषेध 
सुख । रंगभेदमूलक बस्तियोंके अलगाव तथा अन्य भेदोंका 
अन्त करनेके लिये जो जागतिक संघर्ष चल रहा दै, उसका 
विधिमुख पहलू यह है कि जगतूके सब लोगोंमे समत्व स्थापित 
हो और सबके एक ही जागतिक विधानके अधीन सार्वभौम 
लोकतन्त्र अस्तित्वमें आ जाय | 


(५ ) इस विधिमुख पहलूकी ओर ध्यान देनेके लिये इस 
समय) जब कि इसका अति विशाल परिमाणपर विरोध ही चल 
रहा है, इसके निषेधमुखपक्षकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। 
जेसे गुलामीकी प्रथाके विरोधका विधिमुखपक्ष गुलामीका अन्त 
करनेंसे ही बन सकता था, बैसे ही इन पार्थक्यो तथा इन 
पाथक्योपर अबलम्बित बिषमताओका अन्त ही बीसर्वी 


शताब्दीके “स्वतन्त्र जगत्‌'के बचे रहनेके लिये कम-से-कम 
आवश्यक उपाय है । 


(६ ) यह विधिमुख पहलू निषेधमुख-सा लगेगा | कारण; 
रङ जगत्‌ इस समय जैसा है और जिस प्रकार इसने याता- 
04. सब अङ्चनोंपर यान्त्रिक विजयोंके द्वारा मानव-सम्बन्धों 

२ व्यवहरोंकों एक दूसरेके अति समीप ला रखा दै, साथ 


# सानवोके परस्पर सम्बन्धोके विषयमे कुछ निरीक्षण % 


५७३ 





TTT 
To 


ही अन्य प्रकारकी यान्त्रिक विजयोँसे सम्पूर्ण विनाशको भी 
अत्यन्त निकट कर दिया है, उसमें ऐसे ही महान्‌ साइसकी 
आवश्यकता दै, जिसका जोड़ आजतकके किसी युद्धके इतिहास- 
पं मी न मिले | यह साहस है सर्वथा ईमानदार और 
मानव? होनेका । आधुनिक पाश्चात्त्य जगतूमे ऐसे मानव 
: थोडे हैं, जो इस कसौटीपर खरे उतरें | कारण, हमलोग सदा 
इस घातक आत्मप्रवञ्चनामें रहते हैं कि बड्प्पन अहंमन्यतासे 
ही सम्भव है और समाजका साफल्य वैयक्तिक स्वार्थ-साधनपर 


ही निर्भर है । 


( ७) मानव-सम्बन्ध देखनेमे तो लगते हैं बाह्य, पर ह 
कळ आन्तर । इस बातको स्पष्ट करना कठिन है; क्योंकि समझानेमें 
| पाश्चात्य भाषाकी वैसी ही अड्चनें हैं और समझनेमै नैतिक 

अड्चनें भी । “वायोळेन्सः ( चोट करना ) शब्द ही लीजिये। 
इस शब्दसे हम उस प्रत्यक्ष आघात-प्रत्याघातका ही अर्थ 
लेते हैं, जो संत्र्घका तरीका है । फिर भी यह स्पष्ट है कि यह 
घात-प्रतिघात न तो उसका अपना आरम्भ है, न कारण ही । 
$) ~~ यदि हम इसके वास्तबिक अर्थको, इसके मूलगत कारणरूप 
॥ आधारको समझना चाहें तो हमारे पास कोई ठीक शब्द 
नहीं है; पर भारतका शब्द है हिंसा, जिसका अर्थ है मनुष्य- 
की बह मनोबृत्ति जो किसीको किसी भी प्राणीसे दूर कर दे। 
यही बात "ए०॥-४1०।९॥८८!' शब्दकी है । हम इसका अर्थ 
इतना ही लेते हैं कि इसमें घात-प्रत्याधातकी शैलीका त्याग 
कक है। पर यदि हम इस बाह्य व्यवहारके उस असली रूपका 
पता लगाना चाहे, जहाँ इसकी जडे हैं तो हमारी पाश्चात्त्य 
भाषाएँ काम नहीं देतीं । इसके लिये भारतीय भावोंका शब्द 
है “अहिंसा? । इसका अर्थ है सब प्राणियोवे, साथ व्यक्तिका 
एकीमाव और तादात्म्य । भाषाकी अपूर्णताके रहते भी, हम 
लोग अच्छी तरहसे यह जानते हैं कि बाह्यतः जो कुछ है, 
| समस्याका रूप धारण किये हुए वह खण्डित-सा ही दीख 
५. पड़ता है और अपना अर्थ व्यक्त कर देनेमे असमर्थ है? जबतक उसे 
। ` समझनेके ज्यि और बहुत कुछ नहीं कहा जाता | और यह जो 
| कुछ भी कहा जाता है, वह निघेधकी ही भाषामै होता है। 
| यह इस बातका द्योतक है कि हम व्यक्तिशः) समष्टिशः 
। या अपनी संस्कृतिके नाते भी अपने अंदर अपने ही साथ 
ही शान्त और सुसंगत नहीं हैं। “अहिंसा? शब्द केवल किसी वस्तुके 
अभावका सूचक नहीं; प्रत्युत एक सत्ताका सूचक है । वह 
सत्ता है व्यक्तिकी अखण्डता, समाजकी अखण्डता) प्राचीन 
हिंदुओंकी सांस्कृतिक भाषामें जिसे 'समत्वःकी स्थिति कहा 


बन 





पकै be ~ 
है और जिसे ब्रेकर ब्राउनवेल 'एकीभूत मानवःसमाज? 
कहते हैं। 


(८ ) मानव-मानवके बीच होनेवाळे असद्‌ व्यवहार- 
का मूल आन्तर ( मनोगत ) मानव अङ्गच्छेद है | समाज- 
मनोविज्ञानके वेत्ताओकी यह मान्यता है कि वे सब 
सांस्कृतिक, आदश जो मानवोंके व्यवहार निर्धारित करते हैं 
“अन्तःकृत? होते हैं| व्यवहारमे वे व्यक्तिगत होकर व्यक्त 
होते हैं। यह व्यवहार-क्रम अंदरसे बाइरकी ओर हो या 
बाहरसे अंदरकी ओर) बात एक ही दै । इस विषयमे कोई 
भी कुछ भी कहकर अपना वैयक्तिक उत्तरदायित्व 
अपनेसे हटा नहीं सकता । ईसाने इस नैतिक 
उत्तरदायित्वकी पुष्टि की है । वे कहते हैं, कोई 
यदि अपने मनमै किसीका तिरस्कार करता है तो ( इसका 





अर्थ यह हुआ कि) उसने उसे मार डाला; कोई यदि 





विषयभोगकी दृष्टिसे किसीका ध्यान करता दै तो उसने व्यभि: 
चारका अपराध कर डाला और कोई केवल इस विचारसे 
कि हम औरोसे श्रेष्ठ हैँ-यहातक कि द्वारपर खड़े भिखारी- 
से भी जो अपनेको श्रेष्ठ समझता दै, उसने वह गहरी खाई खन 
दी, जो तरनेक्री इच्छा करनेवालोंको अपने विकराल गत्तसे 
पार नहीं होने देना चाहती; उसने अपने आपको सदाके लिये 
विच्छिन्न कर लिया । ( ल्युक १६-२६ ) राज या समाज) 
अच्छा या बुरा, जिसके लिये जो कुछ है, वह उसके 
अंदर है; फिर बाहर भी? क्योंकि अंदर हैः 
और तब फिर और भी अधिक विस्तारसे अंदर है, क्योंकि 
बाहर भी दै और इस प्रकार अपने मानव मनःकेन्द्रसे इसके 
प्रत्येक केन्द्रीय विस्तारके साथ अधिकाधिक विस्तृत और 
जडीभूत होता जाता है। यदि हम इस मौलिक मूलगत कारणरूप 
बिच्छेद-मावनाको 'अहंमन्यता’ कहें ( क्योंकि इसका 
स्वभाव “अहं? का महत्त्व बेहिसाब बढ़ाना है) तो हम “साम्राज्य- 
लिप्सा? के सामाजिक रूपोंका ठोक तरहसे विचार कर 
सकेंगे । यदि हम इस “साम्राज्य लिप्सा१ या (साम्राज्यवाद? 
शब्दका व्यापक परिमाणपर प्रयोग करें--ठीक उसी अर्थमें) 
जो इसका संकुचित राजनीतिक अर्थ है, तो हम देख सकेंगे 
कि जब लोग व्यक्ति, वर्ग, दूसरोंके अधिकारकी रक्षा; 
उपकारभावना अथवा अन्य किसी भी नाते; किसी भी 
कारणसे अथवा सांस्कृतिक श्रेष्ठताके बहाने यह कहते 
हैं कि अमुक लोग अपना प्रबन्ध आप नहीं कर सकते और 























त्र 
dn 


५७४ 


. उनका तथा उनके मामलोंका प्रबन्ध अपने हाथमै लेना 
चाहते हैं) तब यही कहना चाहिये कि ये लोग साम्राज्यलिप्सु या 
साम्राज्यवादी हैं | अथवा जब कभी कोई अपने अन्तरकी 
किसी गहराईमें अपनी हीनताका अनुभव करनेके कारण 
दूसरोंको नीचा दिखाकर अपने आपको ऊँचा करना चाहते 
हैं; तब यह भी उनकी साम्राज्यपरता ही दै । साम्राज्यवाद 
सदा ही मूलतः मनोगत होता है और सामान्यतः उसमे ये 
दो बातें मिली रहती हैं--( १) “अचेतन? मानसके अंदर 
छिपी हुई हीनताकी प्रतिक्रिया और ( २ ) दूसरॉपर अपना 
प्रभाव जमानेवाला “अव्यापारेषु व्यापार | इससे यह स्पष्ट 
होता है कि साम्राज्यवादकी क्रिया अपने मानवकेद्धसे 
आरम्भ होकर राष्ट्रिय, जातीय, वगीय, धार्मिक) आर्थिक, 

. सामाजिक) विशुद्ध सांस्थानिक अथवा मानसिक क्षेत्रोमै 
विविध रूप धारण करती है। विविध अज्ञोंके ऐसे-ऐसे 
विचित्र सम्मिश्रणोके रूपॉमें भी यह क्रिया चलती है कि यह 
जल्दी समझमे नहीं आता कि यहाँ श्रेष्ठताका कौन-सा बहाना 
काम कर रहा है ओर इसकी अभिलाषा और यत्नका विषय 
क्या है । यूरोपसे जोजो कुछ बाहर चला; जिसमें “धर्म? 
मी शामिल है, वह सब आरम्मसे ही भ्रष्ठ! रहा और उसके 
जो प्रतिरूप जगतूके अन्य मार्गौसैँ थे, वे सब 'हीन? | यह 
पश्चिमकी व्याधि है; जिसकी जड़े बहुत गहराईमें जमी हुई 
हैं । परंतु यह पश्चिमका लड़कपन था, जो अबतक चला, 
किंतु आगे नहीं चलेगा; क्योंकि अब वह अकस्मात्‌ उत्तरदायित्व- 
के बालिग जगतूकी स्थितिम पहुँच गया है। | 


(९ ) मानवोका मूल्गत समुचित परस्पर सम्बन्ध 
अन्तःस्थ ( मनोगत ) मानव-एकत्व है। यह भी सर्वथा 
सत्य है कि मानवोके परस्पर सत्सम्बन्ध आपाततः बाह्य 
होनेपर मी मुलतः आन्तर वृत्तियो और आचार-विचारोंपर 
निर्भर हैं । “भगवानका राज्य तुम्हारे अंदर है?, तुम 
सबंमें है» विश्वमै व्यापक है; पर आदिमे, अन्तमे और सनातन 
रूपसे तुम्हारे अंदर है । अन्यथा उसका कोई अस्तित्व 
नहीं ही सकता। | 

अतः मानवसमाजकी एकता मुख्य बात है; सदा सर्वच 
मुख्य नियामक होने योग्य जहाँ यह एकत्व नियन्तृत्व धारण 
करेगा? वहाँ कोई छिन्नता न होगी, कोई संकीर्णता न होगी; 
कोई अतिरिक्तता न होगी । ह 
ia f bs > तक: 


3 00d र 





# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


जो संसार हम अपने लिये बनाते हैं, उसमें हम सदा 
सुखपूर्वक रहते हैं | विशेषतः मनसे तो उसमें रमते ही हैं। 
श्रीरामकृष्ण परमहंसने इस बातकों समझानेके लिये विचित्र-सी 
एक कथा कही है । 


एक धीवर स्त्री कहीं जा रही थी। रातका समय था । 
रास्तेमै बड़े जोरका अंधड़ आया तो वहाँ एक मालीके घर 
उसने आश्रय लिया । रातभर ओसारेमें रहनेकी जगह उसे 
मिल गयी । पास ही वह कोठरी थी; जिसमें माली अपने फूल 
रखता था | वहाँ उसे नींदकी एक झपकी भी नहीं लगी | 
कारण ढूँढनेपर उसे पता लगा कि बगलकी कोठरीसे फूलोंकी 
जो सुगन्ध आ रही है, उसीसे नींद नहीं लग रही है । तब 
उसने मछलियोंकी अपनी खाली टोकरीपर पानी छिड़का 
और उसे अपनी नाकके पास लाकर रखा । थोड़ी ही देरमें 
उसे गहरी नींद लग गयी । 


यह कथा कहकर परमहंसदेव कहते हैं; “जो लोग 
ईश्वरसे प्रेम करते हैं, वे किसी अन्य विषयकी चर्चा नहीं कर 
सकते ।? इसी प्रकार हम भी यह कह सकते हैं कि जो लोग 
मानब-समाजसे प्रेम करते हैं; वे एकीभूत मानव-समाजके 


. सिवा अन्य किसी बातके लिये नहीं जी सकते | धर्मकी थोथी 


बातसे परमहंसको बड़ी चिढ थी और किसी प्रकारका 
दम्भ उन्हे सह्य नहीं था । 


सामान्य लोग धर्मकी बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं, पर 
आचरण तृणके बराबर भी नहीं करते । बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
बोलता कम है; पर उसका सारा जीवन धर्मका ही आचरण 
होता है । हम जो चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें; वह 
स्वयं हमे दूसरोंके प्रति करना चाहिये । 


मनुष्य मैदानमै खड़ा होकर कहता है, “वृक्ष कितना 


बड़ा है और तृण कितना छोटा |? पर जब वह पर्वतपर छः 


आरोहण करके वहाँसे देखता है तो वृक्ष और तृण सब एक 
दूसरेसे अभिन्न होकर एक ही विशाल हरियालीके रूपमे दीख 
पड़ते हैं | ऐसी ही सांसारिकोंकी दृष्टि है; उच्च-नीच श्रेणी 
और मान प्रतिष्ठाके कितने-कितने भेद है कोई राजा है; 
कोई मोची, कोई पिता है, कोई पुत्र इत्यादि; पर जब दृष्टि 
खुल जाती है; तब सब समान और एक ही दिखायी देते हैं | 


|, 


' 
| 





| 
| 
| 
| 
| 


३ 
ह 


< 








| | 


h 





क मानवे-मानवंतां # 





माचवमानवता 


( रचयिता- श्रीथानसिंहजी शर्मा “सुभाषः ) 


तू भी मानव कहलाता है, अब भी मानब कहलाता है। 
धिक्‌ तेरी इस मानवतापर; जो मनमै नहीं लजाता है॥ 
अपनी मानवताके अतीतका कर ले सम्यक दिग्दर्शन । 
फिर देख हुआ है आदिकालसे उसमें कितना परिवर्तन ॥ 
तू उस महान्‌ मनुकी संतति, जिसके देवोत्तम गुण अपार । 
परिव्याप्त अखिल भूमै, पहुँचे उस ओर क्षितिजके आर-पार ॥ 
लालायित था देवत्व स्वयं इसके पानेके लिये नित्य । 
अवतरित यहाँ होते थे सुर, ज्योतित था दिव्यादित्य सत्य ॥ 
थे धृति क्षमा अस्तेय शौच? के तेरे सुन्दरतम विधान । 
तूने संखतिको, संस्कृतिके थे किये अपरिमित गुण प्रदान ॥ 
“बसुधैव कुडम्बम्‌? का था तेरा अति उदात्त आदर्हमान । 
समता; ऋजुता) बन्धुत्व भावमय सर्वोपरि अध्यात्म ज्ञान ॥ 
हा हन्त ! हो गया सर्वनाश वह तेरा रूप विलीन हुआ । 
जगतीका सर्वोत्तम प्राणी अब सत्र प्रकारसे दीन हुआ ॥ 
> तेरे इन कुटिल (कुचक्रौका इतिहास रहस्य बताता है॥तू मी०॥ 
तू आते ही आपत्ति तनिक-सी हो जाता ऐसा अधीर | 
सारे साहसको भूल बहाता पागळ-सा बन अशु नीर ॥ 
श्रीहीन हुआ, उभरीं मुखपर चिन्ताआँकी रेखा अपार | 
हो गयी हिमाचलसी दृढ़ता एक झटकेमै ही क्षारक्षार ॥ 
था रहा विश्व-विख्यात कभी तू क्षमाशील अतिशय उदार । 
कटुता न कहीं थीश,सरल सुखद व्यवहार सभीके प्रति अपार ॥ 
पर आज ! हुआ यदि कुछ मी तो तेरे विरुद्ध यहाँ एक बार। 
क्रोधाभिभूत हो दुर्वासा-सम, तत्क्षण होता दुर्निवार ॥ 
इन्द्रिय-निग्रहकी.तो था तू; साकार कभी प्रतिमा महान । 
इन्द्रादि देव इसलिये सतत थे तव चरणोमे विनत मान ॥ 
वे भोगी भे, तू. था योगी कर्तव्य-निरत गतःमोइराग । 
परिवर्तन आज हुआ कितना; है भड़क उठी बासना-आग ॥ 


4 _ हो काम-बिवस तू भ्रमित क्षुमित होता है जैसे क्षुद्र खान । 


पामर पशुओंकी भाँति तुझे अनुजा, तनुजातक का न ध्यान ॥ 
रसना-रस बस, अभक्ष्य भक्षण; कानोंसे ठे कीर्ति-गान । 
प्रिय हुए, अहनिदि पानेको करता प्रयत्न रे ! बन अजान ॥ 
` इतनेपर भी ओ धूर्त ! शीळ संयमक्रे गाने गाता है| तूमी०॥ 
चोरी करना है बहुत बुरा, सर्वत्र यही करता प्रचार | 
पर देख निकाले हैं तूने, निज चोरीके कितने प्रकार ॥ 
दीनोंकेः मुँहसे ग्रास चुरा होता वेभवका नभ ठत्य | 
चोरीके धनसे ही तेरे चलते रहते हैं समी कृत्य ॥ 


साहित्य, धर्म या राजनीति, सामाजिकसेवा, शिक्षा पथ | 
कोई भी क्षेत्र नहीं ऐसा जो चोरीसे, छलसे निवृत्त ॥ 
स्नान, ध्यान) जप, तप; पूजा, मन्दिर-दर्शन, श्रीहरिकीर्तन । 
इन आवरणोंको धर्म समझना, है तेरा शुचिता दर्शन ॥ 
पर तेरे घरमे भरे हुए हैं काम, क्रोध, मद-मल अपार | 
पाखंड, कपट, विद्वेष; दंभका ढोता रहता सदा भार ॥ 
तू है ऊपरसे खच्छ साधु पर तेरा अन्तरतम मलीन । 
है ढोंग प्रदर्शन-मात्र, वस्तुतः तू तो सत्र साधनाःहीन ॥ 
घीका पावन वरदान दिया था, इसील्यि विभुने अनन्त । 
रह सदाचारमें निरत) सतत निश्चय ही होगा शीलवन्त ॥ 
दुर्भाग्य ! किया तूने इसका केसा अनुचित विषमय प्रयोग । 
तेरे इन आविष्कारोसे हा ! हुए चकित भग्रभीत लोग ॥ 
कर महानाशका सुजन? बनाये संहारक परमाणु बम्ब। 
भौतिकताका होता प्रसार अध्यात्मवाद है निखलम्ब ॥ 
निर्माण त्याग; विध्वंसकके साधन असीम अपनाता हे ॥तू भी ०॥ 
विद्या देती थी विनय? कि जिससे जन होता था नित्य पात्र । 
कर्तव्यपरायणता होती थी जीबनकी बस लक्ष्य मात्र ॥ 
पर आज; सोचता है तू तो हो “अर्थकरी विद्या नितान्त । 
तेरे अन्तरका पुरुष-पुरातन सचमुच ही हो गया श्रान्त ॥ 
विज्ञान, ज्ञानका ज्ञाता बन? कहलाता पंडित महामान | ' 
व्यतिक्रम यह कैसा कर्मोका करता? जैसे अतिशय अजान ॥ 
था सत्य एक जीवन व्यापक? सबको इसका रहता विचार । 
नहिं किया किसीने असत्‌ तत्वका भूल कभी भी तो प्रचार ॥ 
सब हुआ आज बिपरीत कि मानव है असत्यसे ओतप्रोत । 
जीवन-सरिताके प्रबळ प्रवाहक रुद्ध हुए. हैं सरस झोत ॥ 
जो जितना ही आचरणोमै कर सके महा मिथ्या प्रयोग । 
है वह उतना ही सफल) उसीको कहते पंडित, विज्ञ लोग ॥ 
पहले रहते निर्दन्द्रश एकरस व्यास; नहीँ किंचित्‌ विकार । 
थे क्षमाशील) बहु सम्यश सदाशय) भूतमा प्रति अति उदार॥ 
जनःजन समान) नहिं वर्ण, वर्गका रहा कहीँ भी मेदमाव | 
पर आज हुआ दै कुछ ऐसा जीवनमै व्यापक कढ अमान N 
जिसके कारण है बुद्धि भ्र नहिं सहनशीलता रही शेष | 
दिखलाता रहता है प्रतिदिन, निज दानवताका अशिव वेष ॥ 
मृतप्राय हुई मानवता पर तू झुठ गर्व दिखाता दै। 
तू भी मानव कहलाता है? अब भी मानव कहलाता है॥ 
धिक तेरी इस मानवतापर जो मनमै नहीं लजाता है ॥ 


— ore 





७७६ 


* मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





क्व नम” 
गुरु-भक्ति 


श्रीकृष्ण-सुदामा 


श्रीकृष्ण इस किशोरवयमें राजकुमार नहीं, युवराज नहीं, 
सम्राट भी नहीं, साम्राज्यके संस्थापक हैं | दिगन्तविजयी 
कंस उनके करोंके एक झरकेमे ध्वस्त हो गया और उग्रसेन-- 
मथुरेश उग्रसेनको प्रणाम न करें तो इन्द्र भी देवराज न 
रह सकें; यह श्रीकृष्णका प्रचण्ड प्रताप | यहाँ उजयिनीके 
सिंहासनपर भी उनके बुआके पुत्र हैं | उनकी बुआ हैं 
यहाँकी राजमाता । वे यहाँ भी सर्वथा अपरिचित देरामें 


नहीं हैं । 


श्रीकृष्णका यह ब्रह्मचारी-वेश और उनके साथ समवेश- 
धारी ब्राह्मण-कुमार--दरिद्व ब्राह्मणकुमार सुदामा । कोई 
विशेषता नहीं, कोई सम्मानाधिक्य नहीं, ब्राह्मणकुमारके 
साथ उसीके समान श्रीकृष्ण भी गुरुसेवाके लिये समिधाएँ वहन 
करते हैँ । गुरुकी हवन-क्रियाके लिये जंगलसे लकड़ी लाते हैं। 


किंतु महर्षि सान्दीपनिका आश्रम किसी महर्षिका 
गुरुकुल तो साम्यका आश्रम है | श्रीकृष्ण कोई हों, केसे 
भी हो, कितने भी ऐश्वर्यशाली हो; और कितना भी दरिद्र 
हो सुदामा-महर्षिके चरणोंमे दोनों छात्र हैं | मानव-मानवके 
मध्य किसी भेदका प्रवेश रुरुकुलकी सीमामें- सम्भव 
केसे है यह । 


एकलव्य 


आचार्य द्रोण- कुरुकुलके राजकुमारोंके शस्त्र-शिक्षक; 
उनका भी क्या वश था ! राजकुमारोके साथ एक भीलके 
लड्केको वे कैसे बैठनेकी अनुमति देते | एकलव्य जब 
उनके समीप शस्त्र-शिक्षा लेने आया था, तब उन्होंने 
अस्वीकार कर दिया था | 

एकलव्यकी निष्ठा-सची लगन सदा सफल होती है । 
उसने वनमै आचार्य द्रोणकी मृत्तिका मूर्ति बनाकर उसीको 
गुरु माना और अम्यास प्रारम्भ कर दिया । उसका 
अम्मास--उसका नेपुण्य अन्ततः चकित कर गया एक दिन 
आखेटके लिये वनमै निकले आचार्य द्रोणके सर्वश्रेष्ठ शिष्य 


पधारे । गुरुदक्षिणामें उन्होंने उसके दाहिने हाथका अँ 
माँगा | किस लालसासे एकलव्यने शस्त्राभ्यास किया था | 
उस समस्त अभिलाषापर पानी फिर रहा था; किंतु धन्य 
एकलव्य ! उसने बिना हिचके अँगूठा काटा और बढ़ा -” 
दिया आचार्य द्रोणके सम्मुख । 
आरुणि 

न पुस्तके, न फीस--छात्रावास-शुस्क भी नहीं । उन 
दिनों छात्र गुरुणहमें रहते थे | निवास, भोजन, वस्न तथा 
अध्ययनका सारा दायित्व गुरुदेवपर । शिष्य सनाथ था 
गुरुसेवा करके । , 

तीव्र वर्षा देखकर महर्षि धौम्यने अपने शिष्य आरुणिको 
धानके खेतकी मेंड़ ठीक करने भेजा । खेतकी मेंड़ एक 
स्थानपर टूटी थी और जलका वेग बाँधनेको रखी मिट्टी 
बहा ले जाता था | निष्फल लौट जाय आरुणि ? वह खयं 
टूटी मेंड्के स्थानपर लेट गया जलका वेग रोककर । शरीर 4 
शीतल हुआ, अकड़ा, वेदनाका पार नहीं; किंतु आरुणि उठ 
जाय ! गुरुदेवके खेतका जल बह जाने दे ! यह नहीं हुआ । 

गुरुदेवके यहाँ रात्रिमें भी आरुणि नहीं पहुँचा तो बे 
चिन्तित हुए । हूँदने निकले और उनकी पुकारपर आरुणि 
उठा । उसको गुरुभक्तिसे प्रसन्न गुरुके आशीर्वादने उसी 


दिन उसे महर्षि उद्दालक बना दिया । 


उपमन्यु 
महर्षि धौम्यने अपने दूसरे शिष्य उपमन्युका आहार 
रोक दिया । उसकी लायी हुई सारी भिक्षा बे रख लेते । 
उसे दूसरी बार भिक्षा लानेसे भी रोक दिया गया । वह 
गौओंका दूध पीने लगा तो बह भी बर्जित और बछड़ोंके 
मुखसे गिरे फेनपर रहने लगा तो वह भी निषिद्ध हो गया । 


क्षुषासे पीड़ित होकर आकके पत्ते खा लिये उसने । नेत्र- _” 
ज्योति चली गयी | कुएँमे- -जळरहित कूपमै गिर पड़ा | 


महर्षि उसे ढूँढ़ते कूपपर पहुँचे । उनके आदेशसे उप- 
मन्युने स्तुति की और देववेद् अश्विनीकुमार प्रकट हुए | 


अर्जुनको भौ । 


अर्जुनकी ईष्यासे प्रेरित आचार्य एकलब्यक्े पास पहुँचे । 
जिनकी मूर्ति पूजता था एकलब्य, वे जब खयं उसके यहाँ 


उनका आग्रह; किंतु गुरुको निवेदित किये बिना उनका 
दिया मालपुआ उपमन्यु कैसे खा छे | देववेद्य एबं गुरुदेव 


दोनों द्रवित हो उठे । उपमन्युकी इष्टि ही नहीं, तत्काल 
समस्त विद्या प्राप्त हो गयीं उसे ! 





गुरु-सेवक 


[a 


श्रीकृष्ण-खुदामा 





उपमन्यु 


आरूणि 





टी 





~ 


ॐ मानवता और उसका भविष्य % 


४ 0 0 


क न 





मानवता और उसका भविष्य 


( लेखक--डॉ० हरिदास चौघुरी, अध्यक्ष, दक्षिण एशिया विभाग, अमेरिकन 


"ऐकेडमी ऑव्‌ एशियन स्टडीज, 


> फ्रांसि 
सैनफ्रांलिस्को तथा अध्यक्ष “कल्चरल ईटेमेशन फेलोशिप', कैलोकोनिया ) 


मानवता आज इतिहासके चौरस्तेपर खड़ी है । मानव 
अपने विकासकी बड़ी भयावह खितिसे गुजर रहा है और 
उसे एक गम्भीर निर्णय करना है | एक गलत कदम और 
गलत निर्णयसे उसका सर्वनाश हो सकता है । सावधानी) 
विवेक तथा अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्धोंमे भावनागत प्रौढता ग्रहण 
करके असीम सर्जनात्मक सिद्धियोंके लिये भूमिका तेयार की जा 
सकती है। एक ओर जहाँ आज मानवीय स्थितिमें ऐसे 
विस्फोटक तरव उपस्थित हैं, जो जरा-सी भूलके कारण विश्व- 
ब्यापी ज्वालाके रूपमै भभक उठ सकते हैं, तो दूसरी ओर मानव 
प्रकृतिकी ऐसी स्पष्ट सम्भावनाएँ भी हैं, जो अपनी श्रेयस्करी 
सिद्धिमै प्रस्फुटित होकर स्थायी शान्ति, समृद्धि एवं प्रगतिके 
एक नवीन युगका निर्माण कर सकती हैं । जीवनमै तो सदेव 
ही द्वन्द्व रहा है, परस्परविरोधी तत्त्व रहे हैं; परंतु आज 
मानव-जीवनके अन्तर्निहित, प्रच्छन्न विरोधी तत्व भयानक 
रूपमे सतहके ऊपर आ गये हैं | जब भौतिक जगतूके गहन- 
तम रहस्योंपर अधिकार करके मानव चद्धलोक तथा अन्त- 
रिक्षको विजय करनेकी योजना बना रहा दै, तब अपने ही 
ग्रहलोकसे उसके सर्वनाशकी सम्भावनाओंका भयानक विस्तार 
हो गया है । बड़े-बड़े राष्ट्र एक ओर शान्तिकी लंबी-चौड़ी 
बातें करते हैं और दूसरी ओर पागलकी तरह युद्धकी तैयारीमें 
लगे हुए हैं | केवळ तैयारीमै ही भयानक रूपसे संहारात्मक 
ऐसी शक्तियोंका प्रादुर्भाव हो रहा है, जो अपने विकिरणशील 
अंशोंसे मानवके चतुर्दिक्‌के वातावरणको- इस बहुमूल्य वायु, 
जल तथा मिट्टीको विषाक्त कर रही हैं। 


मानवका आत्म-विरोध 


इस भयानक अवस्थासे निकलनेका मार्ग क्या है! 
मानव-सम्यताके वर्तमान संकटपर केसे विजय प्राप्त की जा 
सकती है १ हमारे युगकी इस निर्दय चुनौतीका उत्तर किस 
प्रकार दिया जा सकता है ! सामान्य मानव-बुद्धि तो यही 
बताती है कि एक ही मार्ग है---संसारके समस्त राष्ट्र एव 
जातियोंके बीच ऐक्य; प्रेम एवं विधायक सहयोगका माग । 
मानव-स्थितिकी गम्मीरताका उचित बोध ही विश्वव्यापी 
ऐक्य एवं सहयोगकी भावनाके ल्य़ि पर्याप्त होना चाहिये। 





शरा अ० (७३4 


तब अवरोध क्या है ! इस कथनमै जितना भी विरोधाभास 
दीखे पर सत्य यह है कि आज मानव अपने ही विरोधमै 
आप खड़ा है। जीवनके सरलतम सत्योंको भी जटिल बना 
देनेका अद्भुत कोशल उसमें है । यद्यपि उसमे देवत्वके प्रति 
सच्ची निष्ठा है; किंतु असुरके प्रति मी उसका अप्रतिहत आ- 
कर्षण है । जीवन एवं प्रेमके प्रति निष्ठा होते हुए भी अन्धकार 
एवं मृत्युके प्रति उसका दुर्निवार आकर्षण है | 


अन्तश्चेतनामें परिवतेनकी आवश्यकता 


आइये, हम मानवताके भावी विकास-सम्बन्धी कुछ 
मुख्य-मुख्य विचारोंकी समीक्षा कर लें | राजनीतिज्ञोंम यह 
सोचनेकी वृत्ति है कि किसी उपयुक्त राजनीतिक विचारधारा- 
का विश्वद्गवारा ग्रहण हो जानेपर ही मानव-जातिकी आशा 
निर्भर है । कुछका विश्वास है कि लोकतन्त्र ही वह उपयुक्त 
विचारधारा है और संसारके समस्त राष्ट्रोको अपनी ही मुक्ति- 
के लिये, उसे स्वीकार कर लेना चाहिये; कुछ दूसरे समझते है 
कि साम्पवाद ही वह विचारधारा है, जो मानव-समाजको उसके 
रोगोसे मुक्त कर सकती है। इस प्रकारकी मनोवृत्ति ही, जो यह 
विश्वास करती है कि संसारके सभी देशोपर एक विचारधारा 
श्रोपी जानी चाहिये) अन्ताराष्ट्रिय शान्तिके लिये सबसे अधिक 
घातक है | कोई राजनीतिक विचारधारा किसी देशःविशेषमे 
वहाँ किसी समय प्राप्त सामाजिक; आर्थिक एवं राजनीतिक परि- 
स्थितिक्रे प्रकाशम ही उपयुक्त या अनुपयुक्त मानी जा सकती 
है । विश्वशान्तिकी मौलिक आवश्यकता इतनी ही है कि 
प्रत्येक देशको अपनी मौलिक आवश्यकताओं ओर समस्याओं 
के प्रकाशम किसी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रणालीकी 
स्थापनाके लिये पूरी खतन्त्रता होनी चाहिये । फिर किसी . 
ववाद? की अपेक्षा मानवीय तत्त्व अधिक महत्त्वपूर्ण हैं| किसी 
देशमै स्थापित सामाजिक एवं राजनीतिक संस्ाएँ चाहे 
कितनी विलक्षण क्यों न हों) अन्ततोगत्वा व्यक्तियोंद्वारा ही वे 
लायी जाती हैं। इसलिये मानव-चेतनाकी अन्तःप्रृतिमे 
परिवर्तन हुए बिना) केवल सामाजिक एबं राजनीतिक यन्त्रमै 
परिवर्तन होनेसे, मनुष्यकी समस्या नहीं सुलझ सकती | यही 
कारण है कि यूनाइटेट वेगन्त आरगैनिजेशन ( संयुक्त रर 





७७८ बे 








संघटन ) भी अपने उद्देश्यकी पूर्तिमे तबतक असमर्थ ही 
रहेगा जबतक कि विभिन्न सदस्य राष्ट्रोका प्रतिनिधित्व करने- 
वाले प्रमुख व्यक्तियोंका वास्तविक हृदय-परिवर्तन न हो । 
संयुक्त राष्ट्रसंघटन विश्वशान्तिका प्रभावशाली साधन तमी 
बना सकता है, जब इसके विभिन्न सदस्य राष्ट्रवाद या अपने 
देशप्रेमके सिद्धान्तसे प्रेरित न हों और अपने राष्ट्रिय स्वार्थो- 
के ऊपर उठकर अन्ताराष्ट्रिय शान्ति एवं श्रेयको 
प्रधानता दें । 


सांस्कृतिक अनुशासनकी सीमा 


दर्शन) धर्म, नीति तथा योग ऐसे विविध सांस्कृतिक 
अनुशासन हैं, जो मानव-खभावका निर्माण करते तथा मनुष्य- 
की अन्तःप्रकृतिमै श्रेयस्कर परिवर्तन लानेकी चेष्टा करते हैं; 
किंतु दुर्भाग्यवश ऐसे सांस्कृतिक अनुगासर्नोमै भी सूक्ष्म 
मानव-विरोधी तत्त्व तथा विनाशक शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं । विभिन्न एवं परस्परविरोधी दर्शन-प्रणालियाँ अन्तिम 
या परम सत्यके नामपर बौद्धिक प्रवञ्चना तथा घुणापूर्ण 
विरोधकी भावनाको बढ़ाती हैं। यह अनुभव कर लेना 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि कोई भी दर्शन-प्रणाली परम सत्यका, 
जो अनिर्बचनीय तथा प्रज्ञासे परे है, प्रतिनिधित्व नहीं करती | 
विभिन्न दार्शनिक प्रणालियाँ एक ही सत्यका साक्षात्‌ करनेके 
विभिन्न मार्ग हैं; वे एक ही प्रज्ञोत्तर सत्यको स्पर्श करनेके 
विभिन्न अपर्याप्त बौद्धिक प्रयलमात्र हैं | फिर यह भी दुर्भाग्य- 
की ही बात है कि विश्‍वभ्रातृत्वके नामपर बिभिन्न धर्म तथा 
मत संकुचित सम्प्रदायवाद) सांस्कृतिक प्रान्तीयता तथा पर- 
स्पर घृणा एवं विद्वेपके उन्मादका प्रचार करते हैं । प्रायः 
यह समझा जाता है कि मानवताक्री आशा समस्त विश्वद्वारा 
एक ही धर्म ग्रहण कर लेनेमें है। ईसाई सोचते हैं कि विइव- 
के उद्धारका वह धर्म खोस्टीय मत है | कुछ बौद्ध-नेता सोचते 
हैं कि यह विश्वोद्धारक धर्म बौद्ध-मत है। कुछ मुसल्मान- 
उपदेशकोंका विचार है कि संसारका रक्षक धर्म इस्लाम है । 
इस प्रकारकी विचारुसरणित्ते ही विश्‍व-शान्ति खतरेमें पड़ी 
हुई है और ईश्वरके नामपर) मानवीय खतन्त्रताके मूलपर ही 
आघात करती है । जेसा कि आधुनिक भारतके रामकृष्ण, 
गांधी एवं अरविन्द-जैसे प्रवक्ताओंने स्पष्ट निर्देश किया है, 
यह अनुभव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि विस्वके समी धर्म एक 
ही लक्ष्य अर्थात्‌ ईश्वरसिद्धि) आत्मसिद्धिकी ओर छे जाने- 
वाळे विविध मार्ग हैं| अपने जीवनमै असीमकी सिद्धिकी 


मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


ओर स्वतन्त्रतापूवेक प्रगति करनेके मानवीय अधिकारके बिना 
धर्म एक रिक्त पदार्थ है । 


व्यापक आध्यात्मिक दृष्टिकोणरूपी परिपूर्ण योग 


विश्वके सभी महान्‌ धर्मेमिं, विविध परिमाणमै दो गहन 
सत्योंपर बल दिया गया ह १) सावंदेशिक प्रेमकी नैतिक 
धारणा और ( २ ) आत्मसाक्षात्कारकी आध्यात्मिक धारणा । 
नीति या-सदाचार-शास्रकी शिक्षा है--“अपने पड़ोसीकों 
अपने ही समान प्यार करो |? योग कहता है--“अपनेको 
जानो? ( आत्मानं विद्धि ) | आत्मज्ञानसे हीन नैतिक मानव- 
का पड़ोसीके प्रति प्रेम आक्रामक, अत्याचारमूलक तथा 
अधिकार-प्रधान ख या अहंकारके प्रसारका सूक्ष्म रूप बन जा 
सकता है | इसी प्रकार योगीका आत्मज्ञान उत्तरदायित्व 
और भ्रातृभावनासे च्युत होकर मानवताकी सामाजिक प्रगति 
एवं भौतिक क्षेमके प्रति निष्किय, ऐकान्तिक एवं उदासीन हो 
जा सकता है-ऐसी अवस्था, जो जीवनके रणक्षेत्र तथा मानवीय 
उत्तरदायित्वके क्षेत्रसे पछायनका एक सूक्ष्मरूप है । संयुक्त 
आधारपर मानव जातिकी सृजनात्मक सिद्धिके लिये आज 
जिस बातकी तुरंत आवश्यकता है वह है, परिपूर्ण योगका ही 
एक प्रकार--स्फूतिंमान्‌ खुजनात्मक संसार तथा जीवनको 
स्वीकार करनेवाला योग । सत्य व्याख्या करनेपर वेदान्त 
अखण्ड या परिपूर्ण योगके तार्किक आधारको उपस्थित करता 
है । नीति कहती है---“अपने पड़ोसीको अपने समान प्यार 
करो ।? इसलिये कि वेदान्तके अनुसार एक अखण्ड सत्ता (ब्रह्म) 
समस्त जीवित प्राणियोंके हृदयमें निवास करती है, एक 
प्रबुद्ध व्यक्तिम समस्त जीवित सृष्टिक्रे प्रति उत्तरदायित्वकी 
भावना, अपने देशके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक 
उत्थानके उत्तरदायित्वकी भावना, दीन-दुखियों तथा पद- 
दलितोके भौतिक कल्याणके उत्तरदायित्वकी भावना एवं 
मानवताके सामूहिक क्षेमके प्रति उत्तरदायित्वकी भावना होनी 
ही चाहिये | इस उत्तरदायित्वको वह निस्स्वार्थरूपमै तभी 
पूर्ण कर सकता है, जत्र योगाभ्याससे प्राप्त आध्यात्मिक 
मानमवद्वारा उसने अपनी नैतिक चेतनाको पूर्णतातक 
पहुँचा दिया हो । योग कहता है--“अपनेको जान |? 
इसलिये कि बेदान्तके अनुसार आत्मा ब्रह्मसे अभिन्न है, योगी 
जवनभर पवेतगुफा या वन-कुटीरमे ध्यानस्थ हो बैठा नहीं 
रह सकता | उसे सर्वशक्तिमती सत्ताकी इच्छाका एक क्रिया- 
झील यन्त्र बनना पड़ेगा | सामाजिक न्याय तथा समता, 


- 


) 


0000), 


% व्यथै अभिमान छोड़ दे * 


५७९ 








राजनीतिक स्वाधीनता, सावेदेशिक मुक्ति, अन्ताराष्ट्रिय शान्ति, 
जीवन-यापनकी भौतिक स्थितियोंमे सुधार इत्यादि देवी इच्छा- 
की विविध अभिव्यक्तियाँ हैं । एक योगी, जो ईश्वरमें सक्रिय 
रूपसे मिलकर एक हो चुका है, इन उद्देश्योंकी पूर्तिके ल्यि 
ईमानदारीके साथ प्रयत्न किये विना नहीं रह सकता । अखण्डः 
योग पूर्व एबं पश्चिम दोनोंके सर्वोच्च सांस्कृतिक मूल्योंको 
संयुक्तरूपमे प्रकाशित करता है | यह गत्यात्मक प्रेम तथा 
मानबतावादकी नैतिक धारणा और रहस्यवाद एवं पूर्ण आत्म- 
सिद्धिकी आध्यात्मिक धारणाको मिलाकर एक कर देता है । 
यह मानवताके कल्याणके प्रति आत्मार्पणकी नैतिक भावना 
तथा ईंइ्वरके प्रति आत्मार्पणकी क्रियात्मक एवं आध्यात्मिक 
भावनाके बीच सामञ्जस्य स्थापित करता है । इस प्रकार 
पूर्ण योग, अखण्ड योग एक साथ ही नेतिक एवं आध्यात्मिक 
दोनों है; यह निरतिशय नैतिक मूहयोंके आधारपर जगत्‌ 
एबं जीवनकी स्वीकृति है । 


पूर्ण योग अनेक योग-प्रणाल्वोंमेसे एक नहीँ दै । इसका 
अर्थ यह नहीँ कि कर्म ही योगप्रा्िका अर्थात्‌ ईश्वर या 


आत्माके साथ मिलनका एकमात्र साधन या एक अत्यन्त 

महत्त्वपूर्ण साधन दै | यह स्वीकार करता है किंकर्म) ज्ञान; भक्ति 
इत्यादि योगकी बिभिन्न पारम्परिक प्रणाल्या, जो बिभिन्न 
मनोबैज्ञानिक प्रकारोंको व्यक्त करती हँ, आत्मैक्य या ईव्वर- 
सिद्धिकी विविध वेध प्रणाल्या हैं. । पूर्णयोगका तात्पर्य यह 
है कि अपने विशिष्ट मानसिक गठनके अनुकूल व्यक्ति चाहे 
जिस योग-प्रणालीका अनुसरण करे, किंतु वह आत्मज्ञान अथवा 
जीवन-निपेधकारी ब्रह्म-मधुका पान करके निष्क्रिय न बन 
जाय । ज्या-ज्या मनुष्य अधिकाधिक अन्तःस्थ हो आत्मा या 
सर्वोच्च ब्रह्मसत्तासे ऐक्यका सम्पादन करता जाता है, त्यात्या 
उसका अधिकाधिक कर्तव्य होता जाता है कि मानवताके 
सामूहिक कल्याणके ल्यि तथा मानव-विकासमें व्यक्त ईश्वरीय 
इच्छाकी पूर्तिके लिये सामाजिक) आर्थिक) राजनीतिक, 
सांस्कृतिक विविध कार्यमि अपनेकों लगाये रहे । यह 
एक सर्वग्राही, स्फूर्त आध्यात्मिक आदर्श है--ऐसा आदर्श 
जो मानव-प्रकृतिम प्रच्छन्न या प्रसुप्त सजनातक शक्तियोंको 
मुक्त करेगा और मानव-ऐक्य तथा विश्व-शान्तिके मार्गके 
समस्त अवरोधोको दूर करेगा । 


TRESS 


३६ 


——— उ IND 


व्यर्थ अभिमान छोड़ दे 


मूरख ! छाँडि बृथा अभिमान 


औसर बीति चल्यौ है तेरो, दो दिन कौ मेहमान ॥ 
भूप अनेक भये प्रथ्वीपए रूप तेज बलवान । 
कौन बच्यौ या काल ब्याळ ते मिटि गये नाम-निसान ॥ 
धवल धाम, धन, गज, रथ? सेना? नारी चंद्र समान । 
अंत समै सबही को तजि के? जाय बसे समखान ॥ 
तजि सतसंग भ्रमत बिषयनमै जा बिधि मरकठ सान | 
छिन भरि बैठि न सुमिरन कीन्हो, जासौ होय कल्यान ॥ 
रे मन मूढ, अनत जनि भटके, मेरो कह्यो अब मान । 
नारायन ब्रजराज-कुँवर सौं बेगहि कर पहिचान ॥ 


नारायण खामी 


SETS 


% मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका # 


नस रा 


मानवता और अष्टावक्र 


( लेखक श्रीबलरामजी शास्त्री एम्‌० ए०, आचार्य, साहित्यरत्न ) 


राजा जनकके मनमे ज्ञान प्राप्त करनेकी कामना हुई । राजा 
जनक तो ज्ञानी थे ही; किंतु उन्हे किसी गुरुसे ज्ञानकी 
उपलब्धि नहीं हुई थी । “ज्ञानी राजा? जनक “ज्ञानी गुरु? 
की खोजसै चकराने लगे, किंतु वे थे प्रख्यात राजा | उन्हे 
एक उपाय सूझा । उन्होंने सर्वत्र यह डंका पिटवा दिया 
कि जो कोई मुझे “ज्ञान” का उपदेश देगा, उसे मनमाना 
धन प्राप्त होगा और यदि वह ज्ञानी ज्ञानका उपदेश न दे 
सकेगा तो वह जनकके बंदीगणहमें बंद होकर रहेगा । हॉ, उसे 
बंदीणहकी यातना नहीं भुगतनी पड़ेगी, प्रत्युत सुखके सभी 
साधन उसे बंदीगहमै ही प्राप्त होंगे । जनककी तथोक्त 
घोषणाको सुन-सुनकर बहुतेरे ज्ञानी जनककी सभामे पहुँचे, 
परंतु ज्ञानी जनकको “समुचित ज्ञान? का उपदेश न कर सके; 
फलतः बहुतोंको जनकके बंदीण्हमे सुखभोगके लिये 
जाना पड़ा । 
एक बार अष्टावक्रके पिता भी ज्ञान देनेके छोममें या 
धन प्रास करनेके चक्करमै जनककी समामें पहुँचे । उन्हे भी 
हार मानकर जनकके बंदीणहमे बंद होना पड़ा। जब 
यह समाचार अष्टावक्रजीको अवगत हुआ, तब वे भी जनककी 
सभामें पहुँचे । राजदरबारमे सुन्दर-सुन्दर शरीरवाले 
दरबारी लोग सुन्द्र-सुन्दर आमूषणोसे सुसज्जित थे, राजा 
जनक स्वयं राजसी ठाटबारसे राजसभामें विराजमान थे | 
उसी समय अष्टावक्र महाराज पहुँचे । ऋषिकुमार 'अष्टावक्र' 
जीके अङ्ग आठ स्थानोंपर टेढे थे | मानवकी यह दुर्बलता 
है कि वह व्रह्माके विधानमे भी अपनी टग अड़ाता है । 
अष्टावक्रके शरीरको टेढा-मेढा देखकर सभासदोंको हँसी 
आ गयी । सबकी हँसीसे सभामें ठहाकेकी आवाज गूँज 
गयी । जहाँ “ज्ञान? की चर्चाके लिये सभा जुड़ी हो, वहाँ शरीर- 
की बनावट देखकर “हँसना? मानवकी “मानवता? नही; प्रत्युत 
“दुर्बलता? कही जायगी । ऋषिकुमार अष्टावक्र सभासदोंके' 
अनुचित व्यवहारसे विचलित नहीं हुए । ज्ञानियोंके लिये 
मान) अपमान सब समान ही होता है | अष्टावक्र आये थे 
शानकी चर्चा करने और विजय प्राप्त करने | अशवक्रने 
समासदोंकी हॅसीका उत्तर और अधिक ठहाकेकी हँसीसे 
दिया । अष्टावक्रकों उतना जोरसे हँसते देख राजा जनकने 


श्षिकुमारसे पूछा- “महाराज | आप क्यों हँस रहे १: 


अष्टावक्रने कहा--“राजन्‌ ! यह प्रश्‍न तो मुझे ही करना 
चाहिये था |? 


राजा जनकने पूछा--क्यों १? 


अष्टावक्रने कहा--“आपलोग मेरे पहुँचते ही हँसे थे ।? 
उत्तरमै राजा जनकने कहा कि «आपके टेढे-मेढे शरीर- 
को देखकर हमलोगोंको हँसी आ गयी, आपको दुःख नहीं 
मानना चाहिये ।? 


ऋषिकुमारने कह्दा--/“ढुःखकी बात क्या है ! हाँ, मुझे 
तो आपलोगोंके आन्तरिक शरीरके ऊपर हँसी आयी । आप 
लोगोंके सुन्दर शरीरके भीतर कितनी “कलुषता” भरी पड़ी 
है, उसे देखकर मुझे इतनी जोरकी हँसी आयी । मळा, 
मिथिला-नरेश, जिनकी सभामें “ज्ञान? की चर्चा होती है, 
ज्ञान प्राप्त करनेके ल्यि जिन नरेशने डंका पिटवाया हैः 
उनके सभासद्‌ तथा स्वयं वे भी शरीरके रूप, रंग, बनावटके 
प्रेमी है । उनके यहाँ “ज्ञान? की बात कहाँ, नश्वर शारीरकी 
“महत्ता? है |? अष्टावक्रके इस कथनसे राजा जनक चुप हो 
गये ओर सभासदोंको कारो तो खून नहीं | सब मौन हो गये । 
सभी स्तब्ध रह गये | 


xX x x xX 


राजा जनकके अन्तःपुरमे क्रषिकुमारकी खूब सेवा- 
शुश्रूषा हुई । स्नानःध्यानके बाद उन्हें भोजन कराया 
गया । शयन करनेके बाद राजा जनक भी शयन करने गये; 
किंतु उन्हें नींद कहाँ १ वालक अष्टाबक्रकी टेढ़ी बात उनके 
मस्तिष्कमे झंझावात उत्पन्न कर रही थी | राजा जनकके यहाँ 
ज्ञानको नहीं, नश्वर शरीरके रूप, रंग, बनावटकी महत्ता 
है? यह वाक्य उन्हें बेचैन किये हुए था । राजा जनक उठे 
और अष्टावक्रके पास पहुंचे । राजा जनकने हाथ जोड़कर 
कहा-““आ्ृषिकुमार ! मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप मुझे 
“शान? प्रदान कर सकते हैं |!” राजा जनकने पुनः कहा-- 
“श्रह्मचारिन्‌ | शीघ्रतासे मुझे “ज्ञान? प्रदान कीजिये | मेरा 
चित्त उद्विग्न हो रहा है।” ऋषिकुमारने पुनः हँसकर कहा- 
“राजन्‌ | बिना कुछ गुरुदक्षिणा दिये ही “ज्ञान? प्राप्त करना 
चाहते हो! जिस «ज्ञान की उपलब्धि जंगलोंकी खाक 


डळ... 


९. 


दै 


ऋ मानवता और अष्टावक्र # 





७८१ 


२२२२००१००० 


सहस्था वर्षौतक छाननेपर कहीं होती है, उसे एक राजा सहजमें 
ही प्राप्त करना चाहता है ११? 


राजा जनकने अनुनयके साथ कहा--““ऋषिकुमार ! मेरा 
खजाना आप ले लें और मुझे “ज्ञान? का उपदेश करें ॥/ ऋषि- 
कुमारने पुनः हँसकर कहा--“राजन्‌ ! कोष क्या आपका 
है ! कोष तो प्रजाका है तथा वह कोष राज्यके अधीन है।? 
राजा यह तर्क सुनकर लजित हो गये और पुनः राजाने 
कहा-“अच्छा महाराज ! राज्य ही आप ले छे ।? अष्टावक्रने 
पुनः उत्तर दिया-“राजन्‌ ! राज्य भी अनित्य है |! राजा जनक- 
ने पुनः अनुरोध किया--८यह मेरा शरीर ले लीजिये |? 
कऋषिकुमारने पुनः कहा--“शरीर तो मनके अधीन है ।' 
राजा जनकने कहा- “तो आप मन ही ले लीजिये।? अष्टावक्र 
स्वीकृति देते हुए बोले-“हाँ, मन ले सकता हूँ । मन मुझे 
संकल्प कर दीजिये? । राजा जनकने वैसा ही किया ।. 


अष्टावक्रने कहा--“राजन्‌ ! एक सप्ताह पश्चात्‌ पुनः 
आऊँगा तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ।? यह कहकर 
अष्टावक्रजी अपने पिताको लेकर घर पहुँचा आये और जाते 
समय राजासे कहते गये कि “आप यह समझ लें कि आपने 
अपना मन मुझे संकल्प कर दिया है |” राजा जनक प्रतिज्ञा- 
बद्ध हो गये और उनकी दशा विचित्र हो गयी । चल्ते- 
फिरते उन्हें यही ध्यान रहता कि मन तो संकल्प हो गया 
है । इस चिन्तामै उनके मनकी सब क्रियाएँ शान्त हो गयीं । 
समयानुसार ऋषिकुमार लौटे, आते ही उन्होंने जनकसे 
कुशल पूछी । राजा जनकने कहा-“त्रह्मचारिन्‌! मेरी कुशलता 
आपके अधीन है, मन तो आपका हो चुका है । आपको मन 
देकर मैं जडवत्‌ हो गया हूँ; किंतु मुझे इसीमें परम शान्ति 
मिल रही है और इस शान्तिसे कुशल है ।? अष्टावक्रने कहा- 
“राजन्‌ | इस जडताको तुम समझ लो कि वह चेतनता 
( “आत्मज्ञन! ) अथवा स्मृतिके समीपकी जडता है और 
अब तुम्हें बहॉतक पहुँचनेमे विलम्ब नहीं । तुम ज्ञान प्राप्त 
करनेके योग्य हो गये ।?? अष्टावक्र कहते गये । 


८राजन्‌ | सांसारिक विषय मनके अधीन हैं, आत्माके 


अधीन नहीं । मन ही देही है आत्मा विदेह है । मन जब- 
तक शरीरकी ओर लगा रहता है, तबतक मनकी गति 








आत्माकी ओर नहीं हो पाती । मानव जब मनको ज्ञानके 
अधीन कर देता है, तब आत्माकी ओर उसकी गति बढ़ने 
लगती हे । शनै;-शनै; प्राण कोर्शोके बन्धनसे मुक्त होकर 
जीव सत्‌-चित्‌-आनन्द बन जाता है । जीवकी यही 
परमोन्नति है ।?? ऋषिकुमार कहते गये--“यह शरीर 
पञ्चकोशोंका बना थोथा होता है । अन्नसे इसकी 
उत्पत्ति होती है, इसीलिये इसे “अन्नमय कोश” भी कहते 
हैं । इसके भीतर “प्राणमय कोश” है; वह अधिक 
व्यापक और सशक्त होता है । उसके भीतर “मनोमय कोश? 
होता है; वह प्राणमय कोशसे भी व्यापक और सशक्त होता 
है । हाँ, वही मनोमय कोश स्थूल शरीरको यत्रतत्र संचालित 
करता रहता है । मनोमयके बाद “विज्ञानमय कोश? है। 
यह मनोमय कोशसे भी प्रबल और सशक्त होता है । जब 
मानवका मन ज्ञानके अधीन हो जाता है, तब उसका 
इधर-उधर मटकना समाप्त हो जाता है । विज्ञानमय कोशके 
बाद “आनन्दमय कोश?” है | आनन्दमय कोशमें प्रवेश करते 
ही शरीरको सुख-दुःखके झंझटोंसे छुटकारा मिल जाता है। 
निद्रित अवस्थामै जिस प्रकार जाग्रतू-अवस्थाके सुख दुःख 
समाप्त हो जाते हैं, वही स्थिति आनन्दमय कोशकी है । 
इसके ऊपर है सर्वव्यापक “आत्मा? | शरीरपर विशुद्ध ज्ञानकी 


` सत्ता स्थापित होनेपर “आत्माकी? प्राप्ति होती है । मनको शुद्ध 


ज्ञानके अधीनस्थ करके--शरीरपर ज्ञानकी सत्ता स्थापित 
करके सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतमकी ओर अग्रसर होना ही 
जीवकी 'परमोन्नति’ है | राजा जनक ! आपने मुझे अपना 
मन संकल्प कर दिया था, अतः मनके साथ इस “ज्ञान?को 
वापस कर रहा हूँ । आप मेरे आदेशसे ज्ञानके अधीन होकर 
इस राज्यका संचालन कीजिये । समस्त जीवोमे अपने आत्मा- 
का अनुभव कीजिये । सबसे परे होकर रहिये |?” इतना कहकर 
अष्टावक्र उठकर चलने लगे । राजा जनकने आग्रहके साथ 
कहा-“ऋषिकुमार ! मुझे ज्ञान प्रास हो गया, आप यहीं रहें ।? 
अष्टावक्रने हँसते हुए कहा--“राजन्‌ | क्या अपने सुख-वेमवर्मे 
मुझे बॉधना चाहते हैं ११ राजा जनक नतमस्तक हो गये । 
अष्टावक्र अपने गन्तव्य स्थानपर चले गये । अष्टावक्रकी 
“महान्‌ मानवताशते अनेकों ज्ञानी बंदीणहसे मुक्त हो गये-- 
एक मानवने कई मानर्वोका उद्धार किया । 


NI 


५८२ 
शिक्का 














मानवपर ग्रहोंका प्रभाव ओर फलित ज्योतिष 


ओ मानव वही जो स्वाथे तज होता पथिक परमार्थका # 


( छेखक--डॉ० एच्‌० वेदान्तशास्त्री, एम्‌०८०) डी०फिल० ) 


आकाशमै केन्द्रस्थानीय सूर्य है । ग्रहोंका एक मण्डल 
इसकी परिक्रमा किया करता है । इन ग्रहोके, कम-से-कम 
इनमेसे कुछ ग्रहोंके उपग्रह भी हैं | ये उपग्रह अपने-अपने 
ग्रहकी परिक्रमा करते हैं। 
पाश्चात्य ज्योतिषमे इन ग्रहोंकी गणना इस प्रकार की 
गयी है-( १ ) मार्स ( मङ्गल ), ( २ ) प्रथिवी, (३) 
मर्करी ( बुध ), ( ४ ) जुपिटर ( बृहस्पति ), (५) वेनस 
( शुक्र ), ( ६ ) सैटर्न ( शनि ), ( ७ ) युरेनस या हर्शल, 
( ८ ) नेपचून और ( ९ ) प्लूटो । नेपचून और प्लूटोका 
आविष्कार सन्‌ १९३० में हुआ है । कहते हैं एक और 
ग्रहका पता लग रहा है | 
प्रथ्वीसमेत सब अह सूर्यके चारों ओर घूमते हैं। अतः 
यह स्वाभाविक है कि सूर्यका तथा अन्य सभी ग्रहांका कुछ 
प्रभाव इस प्रथ्वी-ग्रहपर पड़ता होगा । 
सूर्यका प्रभाव सबसे प्रचण्ड है | सूर्यके साथ प्रथ्वीका 
जैसा सम्बन्ध है, सभी जानते हैं । 
चन्द्र स्वयं ग्रह नहीं, उपग्रह है; यही एकमात्र उपग्रह 
है, जो प्रथ्वीकी परिक्रमा करता है | अतः यह भी स्वाभाविक 
है कि चन्द्रका भी कुछ प्रभाव एथ्वीपर पड़ता होगा । सचमुच 
ही चन्द्रका भी प्रभाव पड़ता है और सूर्यके बाद इसीका 
सबसे अधिक प्रभाव है । 
अब ग्रहोको देखें | सभी ग्रह सौर मण्डलमें हैं | सब 
ग्रहोंका एक दूसरेपर भी प्रभाव पड़ता ही होगा । परंतु 
प्रभावका तारतम्य होता है समय और स्थानकी दूरीसे तथा 
पड़नेवाले प्रभावकी मात्रासे भी | समय और स्थानकी जितनी 
समीपता होगी) प्रभावकी प्रतीति भी उतनी ही अधिक 
होगी । मार्स ( मज्ञलअह ) प्रथ्वीका सबसे निकटस्थ पड़ोसी 
है । इससे यह समझा जाता है कि प्रथ्वीपर उसका प्रभाव 
अन्य अहाँके प्रभावकी अपेक्षा अधिक प्रकट है । मङ्गल ग्रहके 
इस प्रभावके यथार्थ खरूपके सम्बन्धमै अनुसंधान भी 
बराबर हो रहा है। प्छूटो और नेपचूनको प्रथ्वीपरसे केवल 
इस आँखसे नहीं देख सकते | अतः इनका प्रभाव प्रथ्वीपर 
नहींके बराबर है । युरेनस ( हर्शल) को इस आँखसे, 
बिना यन्त्रकी सहायताके देख सकते हैं | अतः इसका प्रभाव 
पृथ्वीपर अवश्य पड़ता है--पर इतना कम कि उसकी कोई 


गिनती नहीं | अन्य ग्रह सूर्यसे ढँक जानेके कारण जब दीखने 
बंद हो जाते हैं, तब उनका भी प्रभाव कम हो जाता है। यह 
बात चन्द्रके सम्बन्धमे भी कही जा सकती है । पर जब कोई 
आवरण उनपर नहीं होता, तब उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। 
अवश्य ही किसी ग्रहका यह प्रभाव उस ग्रहकी स्थिति जब 
जहाँ हो, उसके हिसावसे घटता-बढ़ता रहता है । 

सूर्य और चन्द्रका प्रभाव मानव-शरीरपर स्पष्ट ही दृष्टि 
गोचर होता है और इससे दूसरे ग्रहोंके प्रभावका भी अनुमान 
होता है | पर केवल मानव-शरीरपर ही यह प्रभाव पड़ता हो, यह 
बात नहीं । मानवकी भवितव्यताका निर्माण भी इन ग्रहोंके 
प्रभावसे होता है | जिस शास्त्रमे इस प्रभावके कार्योंका विचार 
किया जाता है, उसे फलित ज्यौतिष कहते हैं | 

प्राच्य फलितमें उन्हीं ग्रह-नक्षत्रादिका विचार किया 
जाता है, जो मानवकी भवितव्यतासे सम्बन्ध रखते हैं । ये 

ग्रहनक्षत्रादि है--( १ ) पृथ्वी; किसीके जन्मकालमे पूर्व- 

क्षितिजपर दीख पड्नेवाले नक्षत्र-पुज्ञके साथ प्रथ्वीका जैसा 
स्थिति-सम्बन्ध होता है, एथ्वीकी उस स्थितिको लग्न कहते हैं; 
क्योंकि फलित ज्योतिषमे यह सबसे प्रबल योग माना जाता 
है । (२) सूर्य; मानवके कर्म, तेज, उत्साह और यशके 
सम्बन्धमै जन्मकालीन सूर्यकी स्थितिका बहुत बड़ा विचार 
है। (३ ) चन्द्र; चन्द्रकी समान रेखामें जो तारका-पुञ्ञ दीख 
पड़ता है, उसे राशि कहते हैं; लग्नके बाद राशिका ही 
बिचार मुख्य है | (४) मङ्गल, ( ५ ) बुध, (६ ) बृहस्पति, 
(७) शुक्र (८) गनि, (९) राहु) ग्रहगतिका छेदक 
छायारूप अध्वबिन्दु ( देत्यका सिर) ( १० ) केतु, 
गतिछेदक बिन्दुका निम्न भाग ( दैत्यका धड़ ) । (११) 
सत्ताईस नक्षत्र जो चन्द्रमाके परिक्रमण-पथमें पड़ते हैं । 

इस प्रकार पाँच ग्रह, एक उपग्रह, सूर्य, दो गति-छेदक 
बिन्दु, प्रथ्वी और २७ नक्षत्रोंका हिंदू फलित ज्यौतिष- 
शाल्नमें प्रधान कार्यभाग है और प्रथ्वीपर जन्म होनेकी 
स्थितिके अनुसार वे उसका भविष्य बतलाते हैं । सामान्यतः 
यह अनिवार्यं होता है । पर हमारे पूर्वाचार्यं इतना ही 
जानकर चुप नहीं बैठे । उन्होंने इस सम्बन्धे उन रत्नों 
और जड़ी-बूटियोंकी भी खोज की, जिनसे ग्रह-नक्षत्रादिकोंसे 
पड़नेवाले अनिष्ट प्रभावोंकी हटाया जा सके | विवाहके पूर्व 
कुण्डली मिला लेनेका भी यही हेतु दै । ु 


A 





« 


, 


~“ 
~ 


# कया मानव ! तू भूपर आया # 


RS 


५८३ 





क्यों मानव ! तू भूपर आया 


( रचयिता- -श्रीसुरेन्द्रकुमारजी एम्‌० ५०, “साहित्यरल' ‘शिष्य’ ) 


क्यों मानव | तू भूपर आया १ 
पशु, पक्षी, कीट; देव, दानवमय ब्रह्मखृष्टिसे जग छाया ॥ 
फिर भी मानव, तू क्यों आया १॥ 


चौरासी लक्ष योनि प्राणीम कमी एक दिखलाती थी | 

हर योनि कर्मपथ विमुख रही, भोगोंमें सुख-दुख पाती थी | 

निज मूळ लक्ष्यसे मिळनेको वह भटक-भटक अकुलाती थी । 

यह जीव पुनः हो ब्रह्मलीन उद्देश्य-पूर्तिहित नर काया | 
क्यों मानव, तू भूपर आया ! ॥१॥ 


मनु-संतति मानवको वेदोंने यही ज्ञान समझाया था । 

स्मृतियोंद्वारा यह भाव हमारे ऋषि-महर्षिने पाया था । 

ब्राह्मण, उपनिषद्‌, पुराण) काव्यमें यही धर्म दर्शाया था । 

यह कर्ममार्ग अवलम्बन पा मानवविकास था सरसाया | 
क्यो मानव; तू भूपर आया १! ॥२॥ 


संदेश भूलकर नर फिर जत्र निज जन्म लक्ष्यसे विमुख हुआ | 
मायाके चक्करमै पड़कर कामादिकके आधीन हुआ । 
आसुरी भाव प्राबल्य हुआ, नर पशुतामें छवलीन हुआ | 
मानवताकी रक्षाको तव भगवान स्वयं भूपर आया । 
क्यों मानव, तू भूपर आया ! ॥२॥ 


नर-प्रतिनिधि अर्जुन मनमै जब मायाका भूत समाया था । 

निज कर्मक्षेत्र नाशक विषाद आवरण बुद्धिपर छाया था | 

तब खयं परम प्रभुने नरको गीताका ज्ञान सुनाया था | 

है अजर-अमर आत्मा सबका) है वस्त्र समान बनी काया । 
क्यों मानव, तू भूपर आया £ ॥४॥ 


जो शत्र-मित्रको सम देखे, निन्दा-खुतिमै समभाव रहे | 
मानापमान परवाह नहीं, सुख-दुखका जिसे न ज्ञान रहे । 
जो परसेवा-संल्म) जिसे सव जगमें प्रभुका ध्यान रहे । 
इस भाँति प्रशस्थित जो है, उसने सचमुच प्रभुको पाया । 
क्यों मानव? तू भूपर आया ! ॥५॥ 


यह था मानवताका विकास, पर वे विचार अब ध्वस्त हुए | 


आध्यात्मिकताको भुला आज नर भौतिकतामें मस्त हुए । 
~ 
शारीरिक सुख सर्वस आज आत्मिक देवीगुण अस्त हुए । 


हिंसा-हिंसा सर्वत्र देख यह शक्ति द्वन्द्व नर थर्राया । 

क्यों मानव, तू भूपर आया ! ॥६॥ 
मानवपर आज अपर मानवको लेशमात्र विश्वास नहीं। 
मानव मानवसे शंकित दै; है प्रेम भावका वास नहीं। 
नर भले कहें उत्थान इसे; में कहता इसे विकास नहीं । 
मेरे मतसे तो आज वस्तुतः घोर पतनका युग आया। 

` क्यों मानव, तू भूपर आया ! ॥७॥ 

है एक ओर एटम बम-भय भूचाल ज्वाल बरसाता जो। 
दूसरी ओर हाइड्रोजन बम नित नये रोग फैलाता जो। 
राकेय्से अस्त्र चलें अब तो देशोंके देश जलाता जो। 
मानवका सर्वनाश सम्मुख सिरपर सबके अब घहराया। 

क्यों मानव) तू भूपर आया ! ॥८॥ 
“सर्वे भवन्तु सुखिनः? वाणीका घोष न आज सुनाता है । 
“कामये आर्तिनाशनम सर्व प्राणीका कौन मनाता है। 
“जय केवल हम? गाते हैं सब, “जय जगत? कौन अब गाता है । 
परमार्थ भाव है याद नहीं, बस स्वार्थस्वार्थ सवने गाया। 

क्यों मानव, तू भूपर आया १ ॥९॥ 


अब ईसा; बुद्ध) गाँधीकी वाणी हैईनरको कुछ याद नहीं । 
“सुधैव कुठम्बः कहाँ मानें) भाई-भाईमें प्यार नहीं। 
मानवसेवा ब्रत भूल गया; जीवनका कुछ सिद्धान्त नहीं । 
मानव था चला कहाँ जानेको, कहाँ आज वह है आया | 
क्यों मानव) तू भूपर आया !।१०। 
अब सत्य, अहिंसा; ब्रह्मचर्यका जीवनमै कुछ मान नहीं | 
नर सदाचारको भूल गया; “परदार मातृवत्‌? भाव नहीं । 
“परद्रव्य लोष्टवत्‌? भाव नहीं) सर्वात्मभावका ज्ञान नहीं | 
हर क्षण अझान्तिमय बीत रहा) क्या कभी चित्तमै शरमाया। 
क्यों मानव, तू भूपर आया १ ।११। 


यदि तेरे पैदा होनेसे जगका न रंच कल्याण हुआ | 

यदि तेरे पैदा होनेसे न समाज लेश उत्थान हुआ । 

यदि तेरे पैदा होनेसे सचमुच न सर्वं हित शान हुआ | 

तो (शिष्य? करे बस एक प्रस्न क्यों मानव तू भूपर आया ! 
क्यों मानव? तू. भूपर आया ! | १२] 


RPT 


५८४ 





% मानव वही जो खाथं तज होता पथिक परमार्थका * 


भगवानके लिये बलिदान 


. दानवोके मध्य प्रहाद 
ले भार दो इसे ! जैसे मरे- मार दो! हिंरण्यकशिपुने 
आज्ञा दे दी अपने ही पुत्र प्रहादके वधकी | वह जळ 
उठा---उसका, परम शत्नु विष्णु; और प्रह्लाद किसी 
प्रकार उसका - स्मरण-भजन छोड़ता नहीं । तब 
वह मरे । । 

निसर्ग-क्रूर दैत्य--हत्यामें उन्हें आनन्द . मिलता 
है । वेदनासे तडफडाते प्राणी, छिन्न सिर तड़पता शव 
उनको हर्षित करता है । दैत्येश्वरका आदेश- खन्न, 
त्रिशूळ, तोमर, भाला, गदा- जो जिसके पास था, उसे 
ही लिये वह टूट पड़ा | 


पाँच वपके बालक प्रह्णाद्‌-एकाकी, शत्रहीन, शान्त |: 
रतरा; देत्यांका एक साथ प्रह्मर--किंतु प्रह्लाद -और 
भय १ शास्त्र खतः छिन्न-मिन्न हो गये, यह उस परम 
रक्षककी लीला; किंतु अपनेपर सर्वात्मना अर्पित खभक्तोकी 
रक्षामें वह प्रमाद कर कैसे सकता है : 


विषपान करती मीराँ 


: मीराँ मानती नहीं | उसका कीर्तन-भजन, मेवाडके 
राजङुलकी मर्यादा लाञ्छित होती है इससे | तब 


मीराँका जीवन--राणाने विषका प्याला भेज दिया है. 


मीराँके समीप । 


` यह चरणामृत है |? राणाका संदेश; किंतु 
छानेयाली कहती है---रानीजी, हलाहल विप्र है यह |, 


“मगवन्चरणामृत. और विप्रः | चरणामृत तो नित्य 


अम्रृत है । विष ही हो--नश्वर शरीरको नष्ट करनेके 
अतिरिक्त और क्या कर लेगा ? चरणामृत .कहकर जो 
आया- मीराँ त्याग दे उसे !? मीराँने ओठोंसे लगा छिया 
प्याला | चरणाम्रृत तो वह हो गया--मीराँके गिरिधर- 
गोपाल उसे अमृत बना चुके | मीराँके लिये विष कैसे 
रह सकता है वह । 
विषपान करते सुकरात 

महान्‌ दार्शनिक सुकरात. अपने भगवत्सम्वन्धी 
विलक्षण विचारोंके लिये बंदी बनाये गये और विषका 
प्याला दिया गया उन्हें | | 

“सनातन सत्य एक शारीरिक जीवनसे महान्‌ 
है? हसे वे (बिष केवल शरीर नष्ट कर 
सकता है ॥- 





सत्यके लिये---परमात्माके लिये सुकरातका 


बलिदान ! 


मन्सूर शूलीपर चढ़े 

'काफिर है मन्सूर ! कुफ़ बकता है वह !? संकीर्ण 
विचार, ग्रन्थके .शब्दोंमें सीमित बुद्धि मुल्ला क्या समझें 
मन्सूरको मस्ती । उस सर्वव्यापकसे एकात्मप्राप्त फकीरकी 
परावाणी “अनलहक़” भारतीय वाणीका--श्रतिका उदूघोष 
अह ब्रह्मास्मि समझमें आता नहीं था और उन 
जज्ञानियोंके रोपने मन्सूरके शरीरको झूलीपर चढ़ा दिया । 
देहातीत तत्वज्ञानी मन्सूर-शूळीसे भी उनका उद्घोष 


 उठा-'अनलहृक !? 


बलिदान 


ल्यि 


भगवानके । 


प्रह्माद 








| 


सुकरात 


१६ 


कटय >> 


प्रश्ु-प्रेमकी सरवेश्रेष्ठता 








# प्रभु-प्रेमकी सर्वेश्रेष्ठता + 





५८५ 








प्रभुप्रेमकी सर्वश्रेष्ठता 
[ मानव-जीवनका परम फल और परम लाभ ] 


: ते 11 =e Co के 
न नाकछुष्डं न च पारमेष्ब्यं न सार्भोमं न रसाधिपत्यम्‌ । न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्जस स्वा विरहस्य काङके ॥ 
अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । प्रियं ग्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌॥ 


भक्तह्नदय ब्रत्रासुरने मरते समय श्रीभगवानसे प्रार्थना 
की--'हे सर्वसौभाग्यनिधे | में आपको छोड़कर इन्द्रपद, 
ब्रह्माका पद) सार्वभौम--सारी पृथ्वीका एकछत्र राज्य, पाताल- 
का एकाधिपत्यश योगकी सिद्धियाँ और अपुनर्भव--मोक्ष भी 
नहीं चाहता । जैसे पक्षियोक्रे बिना पाँ उगे बच्चे अपनी 
माँ चिड़ियाकी बाट देखते हैं, जैसे भूरे बछडे अपनी माँ 
गैयाका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं और जैसे वियोगिनी 
प्रियतमा पल्ली अपने प्रवासी प्रियतमसे मिळनेके लिये छटपराती 
रहती है, वैसे ही कमलनयन | मेरा मन आपके दर्शनके 
लिये छरपटा रहा है ।? 

उपर्युक्त वाक्य . भगवत्प्रेमीके हृदयकी त्यागमयी 
अभिलापाके स्वरूपको व्यक्त करते हैं । भगवत्प्रेमी सर्वथा 
निष्काम. होता है । प्रेममें किसी भी ख-सुखकी कामनाको 
स्थान नहीं है । प्रेमी देना जानता है, लेना जानता ही नहीं। 
प्रेमास्पदके सुखके लिये उसका सहज जीवन है) उसके 
जीवनका प्रत्येक कार्य) प्रत्येक. चेष्टा, प्रत्येक विचार और 
प्रत्येक कल्पना है । प्रेमास्पद प्रभुको सुखी बनानेवाळी सेवा 
ही उसके जीवनका स्व-भाव है । उसको छोड़कर वह संसार 
के--इहलोक) परलोकके बड़े-से-बड़े भोगकी तो वात ही 
क्या, पाँच प्रकारकी मुक्तियाँ मी, देनेपर भी खीकार 
नहीँ करता-- 

सालोक्यसाष्टिंसामीप्यसारूप्यैक्रत्वमप्युत । 

दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 

भगवान्‌ ( श्रीकपिळदेव ) कहते है- मिरे प्रेमी भक्त 
मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य ( भगवानके नित्यधाममे 
निवास ), साष्टि ( मगवानके समान ऐश्वर्य-भोग ) सामीप्य 
( भगवानके समीप रहना), सारूप्य ( भगवानूके समान रूप 
परास्त करना ) और एकत्व ( भगवानमें मिल जाना-जरह्मः 
खरूपको. प्राप्त हो जाना )-थे (पाँच प्रकारकी दुर्लभ 
मुक्तियाँ) दिये जानेपर भी नहीं लेते |? 


मा० अं० ७४--- 


( श्रीमद्भागवत ६ । ११ | २५-२६ ) 
भगवत्प्रेमियोंकी पवित्र प्रेमामिम भोग-मोक्षकी सारी 
कामनाएँ, संसारकी सारी आसक्तियाँ और ममताएँ सर्वथा जलकर 
भस्म हो जाती हैं। उनके द्वारा सर्वस्वका त्याग सहज स्वाभाविक 
होता है । अपने प्राणप्रियतम प्रभुको समस्त आचार अर्पण 
करके वे केवल नित्य-निरन्तर उनके मधुर स्मरणको ही अपना 
जीवन बना लेते हैं | उनका वह पवित्र प्रेम सदा बढ़ता 
रहता है; क्योंकि वह न कामनापूर्तिके ल्यि होता है 
न गुणजनित होता है। उसका तार कमी टूटता ही नहीं) 
सूक्ष्मतररूपसे नित्य-निरन्तर उसकी अनुभूति होती रहती 
है और वह प्रतिक्षण नित्य-नूतन मधुररूपसे बढ़ता ही रहता है। 
उसका न वाणीसे प्रकाश हो सकता है न किसी चेष्टासे ही 
दूसरेको बताया जा सकता हे---'अनिवेचनीयं प्रेम स्वरूपम्‌? 
( नारदभक्तिसूत्र ) 
इस पवित्र प्रेममें इन्द्रियतृसतिः वासनासिद्धिश भोग- 
लालसा आदिको स्थान नहीं रहता । बुद्धिश मन, प्राण, 
इन्दरियाँ सभी नित्य-निरन्तर परम प्रियतम प्रभुके साथ सम्बन्धित 
रहते हैं । मिलन और वियोग दोनों ही नित्यनवीन रस- 
वृद्धे हेतु होते हैं । ऐसा प्रेमी केवल प्रेमकी ही चर्चा करता 
है, प्रेमकी चर्चा सुनता है, प्रेमका ही मनन करता है, 
प्रेममें ही संतुष्ट रहता और प्रेममे ही नित्य रमण करता 
है । वह लवमात्रके ल्यि भी किसी भगवस्मेमीका सङ्ग प्रात 
कर लेता हेतो उसके सामने मोक्षतकको तुच्छ समझता 
है । श्रीमद्धागवतमे आया है-- 


तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनभंवम्‌। 
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य सत्यानां किमुताशिषः ॥ 
(१।१८।२३) 
“मगबदासक्त प्रेमी भक्तके लवमात्रके सङ्गसे स्वर्ग और 
अपुनर्भव मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर 
मनुष्योंके तुच्छ भोगोंकी तो बात ही क्या है |? 


इस परम पवित्र भुक्ति सुक्तिस्यागसे विभूषित उज्ज्वलतम 
प्रेमकी सवोत्कृष्ट अभिव्यक्ति अजगोपियोम हुई उनमें श्रीकृष्ण: 








५८६ 





सुख-लालसाके अतिरिक्त और कुछ था नहीं । अपनी कोई 
चिन्ता उन्हें कभी नहीं हुई । ये सब गोपाङ्गनाएँ श्रीराधारानी- 
की कायव्यूहरूपा हैं और उन्हींके सुख-सम्पादनार्थ अपना 
जीवन अर्पण करके प्रेमका परम पवित्र आदर्श व्यक्त कर रही 
हैं । इनमें श्रीराधारानीकी सखिथोंमें आठ प्रधान हे ललिता; 
विशाखा, चित्रा, चम्पकलता, सुदेवी, तुङ्गविद्या, इन्दुलेखा 
और रङ्गदेवी । इनमें प्रत्येककी अनुगता आठ-आठ क्रिंकरियाँ 
हैं तथा अनेक मज्ञरीगण है । ये सभी श्रीराधा-माधवकी 
प्रीतिसाधनामै ही नित्य संलग्न रहती हैं | इन सबकी आधार- 
रूपा हैं श्रीराधिकाजी । प्रेममक्तिका चरमस्वरूप श्रीराधा-माव 
है । इस भावका यथार्थ स्वरूप श्रीराधिकाके अतिरिक्त समस्त 
विश्वके दर्शनमें कहीं नहीं मिलता | श्रीराधा शङ्का, संकोच, 
संशय, सम्भ्रम आदिसे सर्वथा शून्य परम आत्मनिवेदनकी 
पराकाष्ठा हैं | रति, प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग 
और माव- इस प्रकार उत्तरोत्तर बिकसित होता हुआ 
परम त्यागमय पवित्र प्रेम अन्तमे जिस स्वरूपको प्राप्त होता 
है, उसे “मदाभाय? कहा शया दे । इस महाभावके उदय 
होनेपर क्षणनर भी प्रियतमका वियोग नहीं होता । श्रीराधा 
इसी मढामावकी प्रत्यक्ष मूर्ति हैं । वे महाभाव-स्वरूपा हैं । 
श्रीकृष्णकी समस्त प्रेयसीगणोंमे वे सर्वश्रेष्ठ हैं। नित्य-नव 
परम सौन्दर्य) नित्य-नव माधुर्य, नित्यनव असमोध्व लीलाचातुर्य- 
की विपुल नित्यवर्धनशील दिव्य सम्पत्तिसे समलंकृत प्रियतम 
श्रीश्यामसुन्दर श्रीराधाके प्रेमके आलम्बन हैं ओर श्रीराधा 
इस मधुररसकी श्रेष्ठतम आश्रय हैं । ये श्रोराधा कभी 
प्रियतमके संयोग-सुखका अनुभव करती हैं और कभी वियोग- 
वेदनाकी । इनका मिळन-सुख और वियोग-व्यथा--दोनों 
ही अतुळनीय तथा अनुपमेय हैं | श्रीरूपगोस्रामी महोदय 
वियोगकी एक झाँकीके दर्शन इस प्रकार कराते हैं-- 
अश्रूणामतिब्ृष्टिभि द्विगुणयन्त्यर्कात्मजानि्र' 
ज्योत्स्नीस्यन्दिविधूपलप्रतिकृतिच्छायं वपुर्बिञ्रती । 
कण्ठान्तस्त्रुटदरक्षराद्य पुलकेलब्ध्वा कद्स्वाकृति 
राधा वेणुवर प्रवातकदलीतुल्या क्वचिद्‌ वर्तते ॥ 
श्रीराधिकाकी एक सखी श्यामसुन्दरसे कहती है--वेणुधर ! 
तुम्हारे अदर्शनसे राधाकी दशा आज कैसी हो रही है | उनके 
त्रासे जलकी इतनी अधिक वर्षा दो रही है कि उससे यमुनाजीका 
जळ बढ़कर दूना दो गया है। उनके गरीरसे इस प्रकार पसीना 
झर रदा दै? जैसे चाँदनी रात्रिमें चन्द्रकान्तमणि पसीज कर रस 
बहाने लगती दै | उनके शरीरका वर्ण भी उसी मणिके सदृश 


$ मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


छा 2 अअ 


>>>>रस्स्स्>>>>> 
पीला पड़ गया है | उनके कण्ठकी वाणी रुक-रुककर निकलती 
है तथा उसका स्वर भङ्ग हो गया है। उनका सर्वाङ्ग कदम्बके 
केशरकी माति पुलकित हो रहा है । भयंकर आँधी-पानीमे 
जैसे केलेका वृक्ष कॉपकर भूमिपर गिर जाता है, वैसे ही उनकी 
अङ्ग-लता भूमिपर गिर पड़ी है |? 


ये सव महान्‌ भाव-तरज्ञें श्रीराधाके महाभाव-सागरको 
प्रकट दिखला रही हैं । 


वस्तुतः श्रीकृष्ण, श्रीराधा, श्रीगोपाङ्गनासमूह एवं 
उनकी मधुरतम लीलाओंमे कोई भेद नहीं है । रस-स्वरूप 
श्रीस्यामसुन्द्र ही अनन्त-अनन्त रसोंके रूपमै प्रकट होकर 
स्वयं ही अनन्त-अनन्त रसोंका समास्वादन करते हैं। वे 
स्वयं ही आस्वाद्य, आस्वादक ओर आस्वाद्य बने हैं। 
तथापि श्रीराधा-माधवका मधुरातिमधुर लीला-रस-प्रवाह 
अनादि-अनन्तरूपसे चलता रहता है । शोकृप्ण. और 
श्रीराधाका कभी विछोह न होनेपर भी वियोगळोला होती है; 
पर उस वियोगलीलामे भी संयोगकी अनुभूति होती है और 
संयोगमें भी वियोगका भान होता है । ये सब रस-समुद्रकी 
तरङ्ग हैं । प्रेमका स्वभाव श्रीराधाके अंदर पूर्णरूपमे प्रकट है । 
इसलिये वे अपनेमें रूप-गुणका सर्वथा अभाव मानती हैं । 
श्रीकृष्णको नित्य अपने सांनिध्यमें ही देखकर सोचती हैं 
कि मेरे मोहमे प्राणनाथ यथार्थ सुखसे वञ्चित हो रहे हैं। अच्छा 
हो; मुझे छोड़कर ये अन्यत्र चले जायें तथा सुख-सम्पादन 
करें । पर श्रीकृष्ण कभी इनसे प्रथक्र नहीं होते | इस प्रकार 
प्रेमका प्रवाह चलता रहता है । परम त्याग, परम प्रेम और 
परम आनन्द--प्रेमकी इस पावन त्रिवेणीका प्रवाह अनवरत 
बहता ही रहता है ! 


एक विचित्र बात तब होती है, जब श्रीकृष्ण मथुरा पधार 
जाते हैं, श्रीराधा तथा समस्त गोपीमण्डल एवं सारा ब्रज उनके 
वियोगसे अत्यन्त पीड़ित हो जाता है | यद्यपि श्रीदयामसुन्दर 
माइुर्यरूपमें नित्य श्रीराधाके समीप ही रहते हैं, पर लोगोंकी 
दृष्टिमे वे चळे जाते हैं । मथुरासे संदेश देकर वे श्रीउद्धवजीको 
ब्रजमें भेजते हैं । 


स्यामसखा श्रौउद्धवजी ब्रजमें आकर नन्दवाबा एवं यशोदा 
मैयाको सान्त्वना देते हैं, फिर गोपाङ्गना-समूहमें जाते हैं, वहाँ 
बड़ा ही सुन्दर प्रेमका प्रवाह बहता है और उसमें उद्धवक्रा 
समस्त चित्तपदेश आष्ठावित हो जाता है | तदनन्तर बे 
श्रीराधिकाजीसे एकान्तर्मे बात करते हैं । श्रीराधाकी बड़ी ही 


७ ला 


402. 


कुळ अया 


क प्रभु-प्रेमकी सर्वेश्रेष्ठता + 


> 





विचित्र स्थिति है । वे जव उद्धबजीसे श्रीश्यामसुन्द्रका 
मधुरासे भेजा हुआ संदेश सुनती हैंश तब पहले तो चकित-सी 
होकर मानो संदेहमें पड़ी हुई-सी कुछ सोचती हैं। फिर 
कहने लगती हैँ-- 

“उद्धव ! तुम मुझको यह किसका कैसा संदेश सुना रहे 
हो ! तुम झूठ-मूठ मुझे क्यों भुलावेमें डाल रहे हो ! मेरे 
प्रियतम श्रीश्यामसुन्दर तो यहीँ हैं । वे कब परदेश गये ! 
कब मथुरा गये ! वे तो सदा मेरे पास ही रहते हैं । मुझे देखे 
बिना एक क्षण भी उनसे नहीं रहा जाता, मुझे न पाकर 
वे क्षणमरमें व्याकुल हो जाते हैं, वे मुझे छोड़कर केसे चले 
जाते ! फिर मैं तो उन्हीँके जिलाये जी रही हूँ, वे ही मेरे 
प्राणोंके प्राण हैं वे मुझे छोड़कर चले गये होते तो मेरे 
शरीरमें ये प्राण केसे रह सकते ! 

उद्धब ) तुम मुझको किसका यह सुना रहे केसा संदेश १ 
मुळा रहे क्यो. मिथ्या कहकर १ प्रियतम कहाँ गये परदेश * 
देखे बिना मुझे प्कमर भी कभी नहीं वे रह पाते ! 
्णभरमें व्याकुक हो जाते, कैसे छोड़ चले जाते १ 
में भी उनसे ही जीवित हूँ, वे ही हें प्राणेके प्राण \ 
छोड़ चले जाते तो कैसे तनमें रह पते ये प्राण १ 

इतनेमें ही श्रीकृष्ण खड़े दिखलायी दिये--तब श्रीराधा 
बोर्ली- -/अरे देखो, उधर देखो, वे नन्दकिशोर कदम्बके 
मूलमे खड़े कैसी निर्निमेष दृष्टिस मेरी ओर देख रहे हैं और 
मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं । देखो तो, मेरे मुखको कमल 
समझकर प्राणप्रियतमके नेत्र-श्रमर मतवाले होकर मधुर रस 
पान कर रहे हैं ।? 
देखो-अह देखो, कैसे मृदु-मृदु मुसकाते नंदकिशोर । 
खड़े कदम्ब-मूक, अपकक वे झँक रहें हैं मेरी ओर॥ 
देखो, कैसे मत्त हो रहे, मेरे मुखको पढ़ज मान । 
प्राणप्रियतमके टग-मघुकर मधुर कर रहे हैं रस-पान॥ 
देखो, भौंहें चलाकर और आँखें मटकाकर वे मेरे 

प्राणधाम मुझसे इशारा कर रहे हैँ तथा अत्यन्त आतुर होकर 
मुझको एकान्त कुञ्जमँ बुला रहे हैं | उद्धव ! तुम भौंचकसे 
होकर कदम्बकी ओर केसे देख रहे हो! क्या तुम्हे श्यामसुन्दर 
नहीं दिखायी देते, अथवा क्या तुम उन्हें देखकर प्रेममें 
डूब गये हो १” 

कुटि चराकर, इग मट्काकर मुझे कर रहे वे संकेत \ 
अति आतुर एकान्त कुझमें बुझा रहे हैं प्राणनिकेत ॥ 


८५८७ 








केसे तुम भाँचक-से होकर देख रंद कदम्बको जोर! 
क्या तुम नहीं देख पाते ९ या देख हो रदे प्रेम-विभोर ९ 


श्रीराधिकाजी यों कह ही रही थीं कि उन्हें श्यामसुन्दरके 
दर्शन होने बंद हो गये; तब वे अकुला उठी और बोर्ली-- 

“हैं, यह सहसा क्या हो गया ! श्यामसुन्दर कहाँ छिप गये ! 
हाय ! वे आनन्दनिधान मनमोहन मुझे क्‍यों नहीं दिखायी 
दे रहे हैं १ वे लीलामय क्या आज पुन; आँखमिचौनी 
खेलने लगे १ अथवा मैने उनको तुम्हें दिखा दिया, इससे 
क्या उन्हें लाज आ गयी ओर वे कहीँ छिप गये ११ 


हैं, यह क्या ! सहसा वे कैसे, कहाँ हो गये अन्तर्धान ! 
हाय, क्यों नहीं दीख रहे मुझको मनमोहन मोदनिधान ॥ 
औँख-मिचौनी फे खेलने बया वे लीलामय फिर आज १ 
दिखा दिया मैने तुमको, क्या इससे उन्हें आ गयी राज ! 


“नहीं; नहीं | तव क्या वे सचमुच ही मुझे छोड़कर चले 
गये ! हाय ! क्या वे मुझसे मुख मोड़कर मुझे अपरिमित 
अभागिनी बनाकर चले गये १ हाय उद्धव | तुम सच 
कहते हो, तुम सत्य संदेश सुनाते हो ! वे चले गये | हां ! 
वे मेरे लिये रोना शेष छोड़कर चले गये ! 


नहीं, नहीं! तब क्या वे चळे गये सचमुच ही मुझको छोड | 
मुझे बनाकर अमित अभागिनि हाय गये मुझसे मुख मोड़ \ 
सच कहते हो उद्धर ! तुम, हो सत्य सुनाते तुम संदेश १ 
चळे गये हा ! चले गये वे छोड़ गये रोना अवशेष ॥ 
पर ऐसा कैसे होता ! जो पछ-पलमें मुझे अपलक नेत्रासे 
देखा करते; जो मुझे सुखमय देखनेके लिये बड़े सुखसे-- 
मान-अपमान; स्तुति-निन्दा, हानि-लाम) सुख-दुःख-सब 
सहते; मेरा दुःख जिनके ल्यि घोर दुःख और मेरा सुख 
ही जिनका आत्यन्तिक सुख था; वे मुझे दुःख देकर) केसे 
अपने जीवन-सुखको खो देते ! अतएव बे गये नहीं छ| 
यहीँ छिपे होंगे !? 


प्रतिपफ जो अपछक नयनोसे मुझे देखते ही रहते \ 
सुखमय मुझे देखनेको जो सभी ढन्ह सुखसे सहते ॥ 
मेरा दुःख दुःख अति उनका, मेश सुख ही अतिशय सुख । 
दे केसे मुझको दुख देकर खो देते निज जीवनसुख * 
इतना कहते-कहते ही राधाका भाव बदला । उनके 
मुखपर हँसी छा गयी और उल्लसित होकर वे कहने 
लगी हौँ ठीक, वे चले गये | मुझे परम सुख देनेके 


५८८ 





> -. SSSA AAAI TTT 





लिये ही वे मथुरामे जाकर बसे हैं | में इसका रहस्य समझ 
गयी । मैं सुखी हो गयी मुझे सुख देनेवाले प्रियतमके 
इस कार्यको देखकर | मुझे वे सब पुरानी बातें याद आ गर्यी, 
जो मुझमेउनमै हुआ करती थीं। उनके जानेका कारण 
मै जान गयी । वे मुझे सुखी बनानेके लिये ही गये हैं । 
इसीसे देखो, मैं कैसी प्रफुल्लित हो रही हुँ मेरा अङ्ग- 
अङ्ग आनन्दसे किस प्रकार रोमाञ्चित हो रहा है !” 


मुझे परम सुख देनेको ही गये मधुपुरीमें बस इयाम । 
समझ गयी, में सुखी हो गयी, निरख सुखद प्रियतमका काम ॥ 
याद आ गयी मुझको सारी मेरी-उनकी बीती बात। 
जान गयी कारण, इससे हो रही प्रफुछित पुरुकित-गात | 


“बताऊँ, क्या बात है ! मुझमें न तो कोई सद्रुण था 

न कोई रूप-माधुरी ही । मैं दोषोंकी खान थी | पर 
मोइवश होनेके कारण मनमोहन: श्यामसुन्दरको मुझमें 
सौन्दर्यं दिखलायी देता और वे मुझे अपना सर्वस्व - 
तन-मन-धन देकर मुझपर न्योछावर हुए रहते ! वे बुद्धिमान्‌ 
होकर मोहबश मुझे “मेरी प्राणेश्वरी’, "मेरी हृदयेश्वरी? 
कहते-कहते कभी थकते ही नहीँ । मुझे इससे बड़ी लजा 
आती) बड़ा संकोच होता | मैं बार-बार उन्हें समझाया 
करती- “प्रियतम ! तुम इस भ्रमको छोड़ दो |? पर मेरी बात 
मानना तो दूर रहा, वे तुरंत मुझे हृदयसे लगा लेते, 
मेरे कण्ठहार बन जाते, मैं उन्हें अपने गलेसे लिपटा हुआ 
पाती ! मैं गुणसे, सौन्दर्यले रहित थी; प्रेमधनसे दरिद्र 
थी, कला-चठुरतासे हीन थी; मूर्खा, बहुत बोलनेवाली, 
झूठे ही मान-मदसे मतवाली, मन्दमति तथा मलिन 
स्वभावकी थी । मुझसे बहुत-बहुत अधिक सुन्दरी, सद्गुण- 
शीलवती, सुन्दर रूपकी भंडार अनेकों सुयोग्य सखियाँ 
थी; जो प्रियतमको अत्यन्त सुख देनेमें समर्थ थीं । मैं 
उनके नाम बता-बताकर प्रियतमको उनसे स्नेह करनेके 
लिये कहती; परंतु वे कभी भूलकर भी उनकी ओर 
नहीं ताकते और सबसे अधिक--अधिक क्यों, वे प्रियतम 
सारा ही प्यार सब ओरसे, सब प्रकारसे, अनन्यरूपसे 
केवळ मुझको ही देते | इस प्रकार प्रियतमका बढ़ा हुआ 
व्यामोह देखकर मुझे बड़ा संताप होता और मैं देवतासे 
मनाया करती कि “हे प्रभो ! आप उनके इस मोहको 
शीघ्र हर लें |? मेरा बडा सौभाग्य है कि देवताने मेरी 
करुण पुकार सुन छी। मेरे प्राणनाथ मोहनका मोह 


AAAI IIIT IIIT IIIS य्य्ज्य्य्श््ड्ड 


# मानव वही जो सारथे तज होता पथिक परमार्थका * 





आखिर मिट गया और अब वे मथुरामे अपार आनन्द प्राप्त 
कर रहे होंगे। मेरे प्राणाराम वे किसी नगरनिवासिनी 
चतुर सुन्दरीको प्राप्त करके अनुपम सुख भोग रहे होंगे । 
मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया । आज मैं परम सुखवती हो 
गयी । आज मेरे भाग्य खुल गये, जो मुझको आनन्द- 
मङ्गलमय) जीवनको सजानेवाला; सुखकी खानरूप श्यामसुन्दर 
का यह संदेश सुननेको मिला |?? 


७. 


सहु'णहीन, रूप-सुषमास रहित, दोषकों में थी खान। 
मोहविवश मोहनको होता मुझमें सुन्दरताका भान ॥ 
न्यौछावर रहते मुझपर सर्जस्व स-मुद कर मुझको दान । 
कहते, थकते नहीं कभी 'प्राणेश्वरि !१ 'हृदयेश्वरि !? मतिमान ॥ 


“प्रियतम ! छोड़ो इस भ्रमको तुम” बार-बार में समझाती \ 
नहीं मानते, उर भरते; में कण्ठहार उनको पाती ॥ 
गुण-सुन्दरता-रहित, प्रेमधन-दीन, कला-चतुराई-हीन । 
मूर्खा, मुखरा, मान-मद-भरी मिथ्या, में मतिमन्द मलीन ॥ 


मुझसे कहीं अधिकतर सुन्दर सद्गुण-शीरू-सुरूप-निधान । 
सखी अनेक योग्य, प्रियतमको कर सकती अतिशय सुख-दान ॥ 
प्रितम कभी भूरकर भी, पर, नहीं ताकते उनकी ओर । 
सर्वाधिक क्‍यों प्यार मुझे देते अनन्य प्रियतम सब ओर ॥ 


रहता अति संताप मुझे प्रियतमका देख बढ़ा व्यामोह । 


देव मनाया करती में, “प्रभु ! हर ले सत्र उनका मोह ॥: 
१८ > > 

मेरा अति सौभाग्य, देवने सुन की मेरी करुण पुकार । 

मिटा मोह मोहनका, अब वे प्राप्त कर रहे मोद अपार॥ 


पाकर सुन्दर चतुरा किसी नागरीको वे प्रोणाराम । 
भोग रदे होंगे अनुपम सुख, पूर्ण हुआ मेरा मन काम ॥ 
असम सुखवती आज हुई में खुळे भाग्य मेरे हैं आज । 
सुना श्याम-संदेश सुखाकर मुद-मङ्चलमय जीवन-साज ॥ 


यह कहते-कहते ही पुनः भावमें परिवर्तन हो गया । वे 
दढृतापूर्वक बोलीं---“नही-नहीं, प्रियतमसे ऐसा काम कभी 
हो ही नहीं सकता । मुझसे कभी धथक होना उनके लिये सम्भव 
ही नहीं । मेरा और उनका ऐसा सुन्दर, प्रिय और अनन्य--- 
अनोखा सम्बन्ध है, जो कमी मिट ही नहीं सकता । मुझे 
छोड़कर “वे” और उनको छोड़कर “मैं? कमी रह ही नहीं 
सकते । एकके बिना दूसरेका अस्तित्व ही नहीं है । वे में 


पा न न दोनों एक तत्त्व ह | ट्क संब प्रकारसे एक- 


>> 


® 
शो 





नहीं, नहीं ! ऐसा हो सकता नहीं कभी प्रियतमसे काम । 
मेरा-ठनका अमिट अनोखा प्रिय अनन्य सम्गन्च स्राम ॥ 
मुझे छोड़ थि? उन्हें छोड़ झे) रह सकते हैं नहीं कभी \ 
पे में), 'में देः--एक तत्त्व हें--एकरूप हैं भाति सभी ॥ 
राधा यों कह ही रही थीं कि उन्हें श्यामसुन्दर सहसा 
दिखायी दिये । वे बोल उठीं--*अरे, अरे उद्धव | देखो, वे सुजान 
फिर प्रकट हो गये हैं | केसा मनोहर रूप है, केसी सुन्दर 
प्रेमपूर्ण दृष्टि है । अधरोंपर मृदु सुसकान खेळ रही है। 
ललित त्रिमङ्ग मूर्ति है । हुँघराले कुटिल केश हँ, सिरपर 
मोर-मुकुट तथा कानोंमें कमनीय कुण्डल झलमला रहे ह । 
मुरलीधरने अधरोंपर मुरली धर रखी है ओर उससे मधुर 
तान छेड़ रहे हैं ।? 
ओर-और उद्धव ! देखो, वे पुनः प्रकट हो गये सुजान \ 
प्रममरी चितवन सुन्दर, छायी अघरेपर मुदु मुसुकान ॥ 
हरित त्रिमङ्ग, कुटिए कुन्तरु, सिर मोर-मुकुट, करु कुण्डक कान \ 
धर पुरली मुखीघर अधरोपर हैँ छेड रहे मछु तान ॥ 


यों कहकर राधा समाधिमग्न-सी एकटक देखती 

निस्तब्ध हो गयीं। इस प्रकार प्रेम-सुधा-समुद्र श्रीराधामै 
विविध विचित्र तरज्ञोंकी उछलते देखकर उद्धव अत्यन्त 
विमुग्ध हो गये । उनके सारे अङ्ग सहसा विवश हो गये । 
उनको अपने शरीरकी सुधि नहीं रही । उनके हृदयमे नयी- 
नयी उत्पन्न हुई शुभ प्रम-नदीमें अकस्मात्‌ बाढ़ आ गयी । 
कहीं ओर-छोर नहीं रहा | घे आनन्दमग्न होकर भूमिपर 
लोटने लगे ओर उनका सारा शरीर शुभ राधा-चरण-स्पश- 
प्राप्त त्रजधूलिसे धूसरित हो गया । 

प्रेम-सुधा-सागर राधाने उठतो. बिविध विचित्र तस्ख् । 
देख विमुग्ध हुए उद्धव अति) वखस विवश हुए सब अङ्ग ॥ 
उदित नदीन प्रेम-सरितो शुभ बढ़ी अचानक, ओर न छोर \ 
मूररुष्ठित, तन धूर घृसरित शुचि, उद्धव आनन्दविभोर ॥ 

> x > 
इस प्रकार अभिन्नखरूपा होनेपर भी श्रीराधारानी अपने- 

को प्रियतम श्यामसुन्दरके सुखसे वञ्चित करके उनका सुख 
चाहती हैं । उनका सारा श्रीकृष्णानुराग? श्रीकृष्णसेवन 
श्रीकृष्णसुखके लिये ही है । वे जब यह सोचती हैं कि श्रीकृष्ण- 
को मुझसे वह सुख नहीं मिलता, जो अन्यत्र मिल सकता है तो 
बे देवताको मनाती हैं किं श्रीकृष्ण मुझको छोड़कर अन्यत्र 
सुख प्राप्त करें । 


ij 


५८९ 








उनकी सखी गोपियाँ भी श्रीराधा-श्यामसुन्दरके सुखः 
सम्पाद्नमे ही नित्य लगी रहती हैं | वे कभी स्यामसुन्दस्से 
मिळती भी हैं तो उनके रसाखादनकी बृद्धिके लिये ही) 
खसुखके लिये नहीं । इसी प्रकार जिनमें नवप्रीतिमावका 
प्रस्फुटन हुआ है, तुरसी-मझ्रीकी भाँति अथवा नवोद्गत 
पल्लवके अग्रभागके सदृश जो नवीन रसभावयुक्त हैं) वे मञ्जरी- 
गण भी नित्यःनिरन्तर श्रीश्यामा-श्याम-युगलके सुखसम्पादन 
अथवा प्रीतिवहनमें ही अपनेको कृतार्थ मानती हैं । उनमे 
तनिक भी निज सुख-भोगका न तो प्रलोभन है) न दूसरेका 
सुख-सौमाग्य देखकर ईष्याजनित जलन है । 


एक बार श्रीराधिकाजीने मणिमज्ञरीके प्रेम-भावका आदश 
देखनेके लिये एक सखीको उनके पास भेजकर उसीकी ओरसे यह 
कहलवाया--“सखी ! श्रीललिता, विशाखा आदि श्रीणधा- 
माधवकी सेवामे सखीभावसे तो रहती ही हैं । कभी-कभी 
चे नायिकाके रूपमै भी श्यामसुन्दरके समीप पधारती हैं | तुम 
भी इसी प्रकार श्रीकृष्णके समीप जाकर उन्हें सुख प्रदान 
करो और स्वयं उनसे सुख प्राप्त करो। श्रीकृष्ण-मिलनके समान 
सुखकी कहीँ तुलना तो दूर रही, तीनों लोको और तीनों 
कालो उसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती । तुम्हारा 
रूप-गुण) सौन्दर्य-माधुर्य, चातुर्य -समी विलक्षण है; अतएव 
तुम इस परमानन्दसे वञ्चित क्यों रहती हो ! श्यामसुन्दर 
के समीप जाकर उनका प्रत्यक्ष सेवानन्द प्रात करो |? इस 
बातको सुनकर मणिमञ्जरीने उक्त सखीसे कहा--“बहिन ! 
कल्याणसयी श्रीराधा श्रीव्यामसुन्दरके साथ मिलकर जो सुख 
प्राप्त करती हैं, वही मेरे लिये मेरे अपने मिलनसे अनन्तः 
गुना अधिक सुख है । मैं अपने ल्यि दूसरे किसी सुखकी कभी 
कल्पना ही नहीं कर सकती । तुम मुझे क्यों भुलाती हो ! मुझे 
तो वुम भी यही वरदान दो कि मैं श्रीराधा-माधवके मिलन- 
सुखको ही नित्यनिरन्तर अपना परम सुख मान और उसी 
पवित्र कार्यम अपने जीवनका एकएक क्षण लगाकर 
अनिर्वचनीय और अचिन्त्य सुख प्राप्त करती रहूँ । यही 
प्रेमकी महिमा है । 
इसीसे इस पवित्र सर्वत्यागमय प्रेमकी तुलनामें इन्द्रका 
पद; ब्रह्माका पद) सावभौम राज्य) पातालका राज्य; योगसिद्धि 
एवं मोक्षपर्यन्त सभी नगण्य हैं। क्योंकि उन समीमें 
स्व-सुख-कामनाका किसी-न-किसी अँशमै अस्तित्व है। पूर्ण 
त्याग नहीं है । इस पूर्ण त्यागको ही परम आदर माननेवाला 






५९० 


मानव त्यागके मार्गमै अग्रसर होकर परम प्रेम और 
परमानन्दको प्राप्त करके धन्य होता है ! 


घर; पड़ोस, गाँव, देश, विश्व, विश्वात्मा और 
सबके मूल स्वरूप सर्वाधार, सर्वमय, सर्वातीत भगवान्‌- 
के लिये जितना-जितना ही त्याग होता है, उतना-उतना ही 
भोगासक्ति, प्राणि-पदार्थोकी ममता, विषयकामना, मिथ्या 
अहंकारका नाश होकर दिव्य प्रेम प्रात होता है और उतना- 
उतना ही दिव्य मधुर अनन्त आनन्द बढ़ता है । इसीसे 


ॐ मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 





भक्तोंने प्रेमको पुरुषार्थ-चतुष्टयके मोक्षसे मी उच्चतम 
पञ्चम पुरुषार्थ बताया है । 
ल्यि (04 ° 
मानवके लिये-इसीसे परम कर्तव्य हे--सवत्याग- - 
त्यागका अनिवायै फल हे--त्यागसय अनन्यप्रेम 
और 

त्यागमय प्रेमका ही परिणाम है--विशुद्धतम 

दिव्य आनन्द ! 





मानवपर ग्रहोंका प्रभाव ओर ज्यौतिष-शाख्न 


( छेखक---पं० श्रीमदनगोपालजी शर्मा शास्त्री, ज्यौतिपाचार्य, ज्यौतिषरत्न ) 


भगवान्‌ वेदपुरुषकी कृपासे प्राप्त ज्यौतिष अनादिकालसे 
वेदाज्ञकी गणनामै चला आ रहा है, संसारकी अठारह 
विद्याओंमें ज्योतिष-दासत्रका एक प्रमुख स्थान है । 

“युतिः घातुसे 'धुतेरिसन्नादेश्च जः पाणिनिके 
इस उणादि.सूत्रद्वारा 'जकार? का आदेश होकर 'ज्योतिः? 
शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ खयं प्रकाशित ग्रह- 
नक्षत्रादि माना जाता है, उन्हीं सूर्यादि ग्रहों और अश्विन्यादि 
नक्षत्रोंके गणित और फलितका सम्यक्‌ वर्णन जिस गाख्रमै 
हो; उसे ही “अघिक्कत्य कृते ग्रन्थे? पाणिनि (४। २ | ८७) 
के इस सूजसे अण प्रत्यय हो जानेपर “ज्यौतिष-शास््? कहते हैं । 


ज्यौतिष-शास्त्रका अन्य नाम ज्योतिःशाल्न भी है, जिसका 
अर्थ प्रकाश देनेवाला या प्रकाशके सम्बन्धमे बतलानेबाळा 
शास्त्र होता है । अर्थात्‌ जिस शाख्रसे संसारका मर्म, जीबन- 
मरणका रहस्य और मानकके सुख-दुःखादिके सम्बन्धमे पूर्ण 
प्रकाश मिले वही ज्योतिष-शास्त्र है | 


ज्योतिष-शास्त्रकी व्युत्पत्ति 

“ज्यौतिषां सूर्यादिग्रहाणां बोधकं शास्रम्‌? इस प्रकार भीकी 
गयी है । अर्थात्‌ सूर्यादि ग्रहों और कालका बोध करानेवाले 
शास्त्रकों ज्यौतिष-दास्त्र कहा जाता है | इसमें प्रधानतया अह) 
नक्षत्र, धूमकेठ आदि ज्योतिर्मय पदार्थोके सरूप, संचार, 
परिश्रमण) काल) ग्रहण ओर स्थिति प्रभति समस्त घटनाओं- 
का निरूपण एबं ग्रह-नक्षत्रोंक्री गति, विधि, स्थिति और 
संचारानुसार छमाछम फलोंका विवेचन किया जाता है | 


कुछ ज्यौतिर्विदींका यह भी अभिमत है कि नभोमण्डळ- 


में स्थित ज्योतिःसम्वन्धी विविध-विषयक विद्याको भी 
“ज्योतिर्विद्या! कहते हैं | जिस शात्रमें इस विद्याका साङ्गोपाङ्ग 
वर्णन हो, वही ज्यौतिष-शात्र कहलाता है । एतदर्थ इस 
लक्षण और पूर्वोक्त ज्यौतिष-शात्नके व्युत्सत्यर्थमे केवल इतना 
ही अन्तर है कि प्रथममें गणित और फलित दोनों प्रकारके 
विज्ञानोंका उचित समन्वय किया गया है, परंतु दूसरेमै 
खगोल ज्ञानपर ही दृष्टि रखी गयी है । 


जिस प्रकार भगवान्‌ वेदपुरुषका अपने अन्यान्य अङ्गो- 
पाङ्गोंके साथ उपकारयोपकारकःभावरूप सम्बन्ध होता है, उसी 
प्रकार ज्यौतिषके साथ भी वेदपुरुषका उपकार्योपकारक-भाव- 
रूप सम्बन्ध है । ऋग्वेदीय चरण-व्यूहके परिशिष्ट तथा नारद, 
लोमश, अणु, वराह) रावण और कञ्यपके नामोसे प्रचलित 
संहिताओंमें ज्यौ तिष-विषयका हृदयग्राही और सर्वाङ्गीण वर्णन 
मिलता है । फलितके ग्रन्थोमै दार्शनिक पञ्चभूत परिणामस्वरूप 
अतिसूक्ष्म फलादेशका सूक्ष्म इष्टिति विवेचन किया गया है। 
िद्धान्त-अन्थोमं सूर्य सिद्धान्तका गणित विषय और फळितमें 
वेदाङ्ग ज्यौतिषके तत्सम ग्रन्थ भारतवर्षके बिना और कहीं 
मातत नहीं हो सकते । इन अन्थोमै वर्णित फलादेश अक्षरशः 
सत्य और प्रभावशाली हैं । 

ज्योतिषके उपासक एवं इस झास््रके प्रवर्तक सूर्य, 
पितामह; व्यास, वसिष्ठ आदि महर्षियोंने अपने-अपने गरन्थोमे 
ज्यौतिषका संसारके कल्याणार्थ सम्यकरूपसे विवेचन किया 
है--जिन ग्रन्थोंकी शक्तिया एवं प्रमाण तथा गणितकी शेळी 
तथा क्रिया आजपर्यन्त सर्ब-जगतूको मान्य है | ज्योतिर्विज्ञानकी 
अविच्छिन्न परम्परा वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, ब्रह्मा; सूर्य; 


५. 
१ कै ह. 


0 


+ 


५ 
> 
113 


रे 
0 


# मानवपर ग्रहका प्रभाव और ज्योतिष-शास्त्र > 


लोमदा; भृगु, वराह) वेदाङ्ग-ज्यौतिष, पराशर और जातक तक- 
के प्राचीन और अर्वाचीन साहित्योमे हमें मिलती है, जिसका 
उपयोग हमारे धार्मिक और नित्यके व्यावहारिक कार्यो 
अनादिकालसे निरन्तर होता आ रहा है | 

ग्रह-चार-प्रणालीके अनुसार गगनगामी ग्रहों और नक्षत्रों- 
का स्वतन्त्र और संयुक्त प्रभाव समष्िरूपमै भूगोलके प्रत्येक 
राष्ट्रपर और व्यष्टिरूपमें प्राणि-मात्रपर निश्चितरूपसे पड़ता है । 
इन ग्रहाँमै प्रमुख सूर्य है ओर चन्द्र, मङ्गल, बुध) गुरु) शुक्र 


~ औ oe > ~ श्र 
शनि ओर प्रथिवी--ये सभी ग्रह इस ग्रह-मालाके सदस्य है | 


सूर्यमै उत्पादन, संरक्षण, नाश एवं आकर्षणकी दाक्तियाँ 
तथा प्रकाश, उप्णता, वर्षा और रंग आदिकी शक्तियाँ 
भी निहित हैं | सूर्य अपनी सम्पूर्ण शक्तिराशिमेंसे प्रत्येक सदस्य 
( ग्रह ) को आवश्यकतानुसार शक्ति-प्रदान करता रहता है । 
बैदिकधर्मावलम्बी लोगोकी दृष्टिसे सूर्य ईश्वरीय विभूति 
है; क्योंकि वे इसे स्वयं प्रकाशमान ज्योतिःस्वरूप ब्रह्माण्ड 
नायक साक्षात्‌ पखरह्वाकी प्रतिमूर्ति मानते हैं । वास्तवमें रवि- 
किरणोंके संयोगसे ही सम्पूर्ण संसारका जीबन स्थिर है। 
वेदे भी भगवान्‌ सूर्यक्रे विषयमै लिखा है-- 
ॐ चित्रं देवानासुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष «सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 
(यजु० ७। ४२ ) 
“पूजनीय रश्मियोंका आश्चर्यजनक समूह तथा मित्र, वरुण 
और अग्निको प्रकाश प्रदान करनेवाला “सूर्य” ही थ्वी) अन्तरिक्ष 
और द्रलोकको अपनी रद्मियोसे व्याप्त कर रहा है। यह समस्त 
स्थावर और जङ्गम जगतका आत्मा है।? इसी विश्वासपर सूर्यकी 
उपासना नित्यप्रति अनादिकाळसे होती आ रही है । 
असे-_«पद्येम शरदः शतम्‌? “ऋग्भी रविरुपास्यते 
लोके? इत्यादि । शास्त्रीय शोध जैसे-जैसे बढ़ता गया, वेसे- 
वैसे सूर्यका प्रभाव भी प्रतिदिन बृद्धिको प्राप्त होता गया; 
क्योंकि इसमें परमेश्वरके विभूतिमच्चका प्रभाव प्रतिक्षण तच्व- 
वेत्ताओको दृष्टिगोचर होने लग गया था | 
सूर्य आकर्षणशक्तिका केन्दरःस्थान है । वही आकर्षण- 
शक्ति ग्रहों और प्रथ्वीमें होनेके कारण वे एक दूसरेकी 
आकर्षित करते हुए अपनी आकर्षण-विकर्षणशक्तिसे 
व्योमकक्षामे नित्य भ्रमण करते हैं । इसी नियमसे 
विश्व बद्ध है । प्रथ्वीके क्षेत्रफल या आकारकी अपेक्षा 
ग्रदांका क्षेत्रफड कई गुना अधिक है, इसलिये ग्रहोंमे प॒थ्वीसे 


५९.१ 








अधिक आकर्षणःशक्तिका विद्यमान होना स्वाभाविक ही है । 

पृथ्वी और ग्रहोमै परस्पर आकर्षण-शक्तिका सम्बन्ध 
होनेसे उनकी क्रिया और प्रतिक्रियाका प्रभाव भूपिण्डके 
अवयव होनेके कारण मानवकी देहपर आजन्म पड़ता है, 
इसमे किसी प्रकारका संदेह नहीं । दूसरी दृष्टिसे “वत्मी घुन- 
जैन्मनाम्‌?, 'तदंशका ज्योतिष्मन्तो ग्रह वे देवाश्च’, देवाधीन 
जगत्‌ सर्वम्‌’ इति तथा 'ग्रहास्ते देवतांशका” इत्यादि 
प्रमाणोंसे यह सम्पूर्ण संसार ही ग्रहाधीन बतलाया गया है । 

विज्ञानके अनुसार भी यह सिद्ध है कि प्रत्येक वस्तुकी 
आन्तरिक रचना सौर-मण्डलके तत्सम है | उन्होंने परमाणुओंके 
सम्बन्धे अन्वेषण करते हुए बताया है कि प्रत्येक पदार्थकी 
सूक्ष्म रचनाका आधार परमाणु दे) अथवा याँ भी कह सकते 
हैं कि परमाणुकी “ईंटों” को जोड़कर पदार्थका विशाल भवन 
निर्माण होता है और यह परमाणु सोरूजगतूके समान आकारः 
प्रकारबाला है । इसके मध्यमे एक धनविद्युत्‌का बिन्दु दै, जिसे 
केन्द्र कहते हैं | इसका व्यास एक इंचक्रे दस छाखवें भागका 
भी दस लाखबाँ भाग बताया गया है। परमाणुके जीवनका 
सार इसी केन्द्रमै निहित है । इस केन्द्रके चारों ओर अनेक 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म विद्युत्‌ कण चक्कर लगाते रहते हैं और यह 
केन्द्रवाळे धनविद्युत्‌-कणके साथ सिळनेका उपक्रम करते 
रहते हैं । इस प्रकारके अनन्त परमाणुओंके समाहारका एक 
स्वरूप हमारा शरीर है । भारतीय दर्शनमें भी “यथा पिण्डे 
तधा ब्रह्माण्डे का सिद्धान्त प्राचीनकालसे ही प्रचलित है । 
तासर्य यह कि वास्तविक सौरजगत्‌्मै सूर्यचन्द्र आदि 
ग्रहाँके भ्रमण करनेमे जो नियम कार्य किया करते हैं, वे सभी 
नियम प्राणिमात्रके शरीस्मै स्थित सौर जगतूके ग्रहोंके भ्रमण 
करनेमे भी कार्य करते हैं । अतः आकारास्थित ग्रह शरीर 
स्थित ग्रहोंके प्रतीक हैं। अनेक प्रकारके ऊददापोहके अनन्तर 
यही निष्कर्ष निकलता है कि आक्राग सित ग्रहमं प्रथ्वीके 
चराचर वस्तुओं और प्राणियोपर अपनी शुभाशुभ शक्ति प्रकट 
करनेकी पूर्ण क्षमता है और वे अपनी शुभ और अश्म स्थिति- 
के अनुसार नित्यप्रति सुख-दुःखकी लहरें निर्माण किया 
करते हैं. । इसी तरह विज्ञानसम्मत भी यह है कि प्रकाश 
अथवा विद्युत्‌-ल्हरौकी भॉति गुरुत्वाकर्षणकी लहरें भी अहोके 
द्वारा तरङ्गित हुआ करती हैं | इन लहरोके सम्बन्धमै दूरीका 
कोई प्रश्न ही नहीं उठता | वें सूर्यचन्द्र आदि अनेकानेक 
ग्रहोंकी गतियोपर प्रभाव डाला करती हैं । इसील्यि हमारे 
आचार्यौने स्पष्ट घोषणा की दै > 


५९२ * मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








|... चज वव 


ग्रहाधीनं जगत्‌ सवं ग्रहाधीना नरावराः। 


सृष्टिरक्षणसंहाराः सरवे चापि ग्रहानुगाः ॥ 


पृथ्वी, ग्रह, समुद्र, चन्द्रमण्डल विद्युत्‌, उष्णता आदि- 
से सूर्यका होना प्रत्यक्ष है । वेस ही उन पदाथाँसे निर्मित 
मानवका शरीर भी है । प्रत्येक झारीरकी उत्पत्ति ( गर्भा- 
धानादि )के अवसरपर अथवा जन्मके समय सूर्य एवं अन्य 
अहो---चन्द्र, भोम, बुधादिका मी प्रथ्वीके साथ सम्बन्ध रहता 
है तथा ग्रह-वार-प्रणालीके अनुसार उस प्रदेश या उस प्रकृति- 
के शरीरपर उनका प्रभाव पड़ता रहता है । ग्रह-मण्डलकी 
स्थितिका देश-विशेषपर प्रभाव-विशेष और देहगत उपादानों- 
की विभिन्नताके कारण प्रत्येक शरीरका ग्रहोंके साथ सम्बन्धित 
होना भी निश्चित है । तदनुसार फल भी मिलता है । प्रत्येक 
ग्रहके साथ प्रथ्वी और उसपर रहनेबाले वस्तु-विशेषोंका जो 
महान्‌ आकर्षण-विकर्षण चलता है, उसके प्रभावसे कोई 
बच नहीं सकता । इसील्यि संसारके परिवर्तनोंमेंश अनुकूल 
और प्रतिकूल परिस्थितियोंमे, सुख-दुःखके निमित्तोमै यह महान्‌ 
शक्ति भी एक कारण है--इस सत्यको कदापि अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता । 


. झुक्रशोणितजीवसंयोगे खळु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति । 


वीर्य, रक्त और जीवके संयोगसे जो जन्तु उत्पन्न होता 
है, उसे ही “गर्म? कहते हैं | ख्री-पुरुषके समागमके समय 
जीव इस प्रकार अवतरित होता है, जिस प्रकार आतसी 
शीरोके लॅसमे सूर्यकी किरणें आकर तिनकेको अथवा रूईको 
जला डालती हैं, तभी सूर्यकी किरणोंक्रा ज्ञान होता है, 
केवल आँखोंसे सूर्यकी किरणें नहीं देखी जा सकतीं) इसी 
तरह स्त्री-पुरुषके बीच संयोगके समय जीव भी मिल जाता 
है । पूर्वजन्मके कर्मोके कारण मनसे स्पर्श हुआ जीव इसमें 
अवतरित होता है । वहाँ पुरुष और स्त्री तो सुख्राप्तिके 
ल्यि मिळते हैं, किंतु जीव कर्मोसे बैंधा रहता है । कर्म-बन्धन- 
बशा ही वह जीव उस समय वहाँ पहुँचता है, तभी गर्भ रहता 
है, प्राणीकी उत्पत्ति होती है । सम्भोग ही जीवके मेल 
होनेपर उत्मत्तिका कारण बनता है | फिर ग्रहोंके रूप, रंग, 
गुण) धर्म, खमाव» लक्षण और प्रभाव एक दूसरेसे भिन्न 
हैं । अतः ग्रह अपने गुण-धर्मस्वमावानुसार ही माताके 
गर्भस्थ शिक्ष-पिण्डपर भी अपना पूर्ण प्रभाव रखते हैं | यथा--- 


कलल्घनाङ्कुरास्थिचमाङ्गजचेतनताः 
सितकुजजीवरचिचन्द्रार्किबुधापरतः । 
उदयपचन्द्रसूर्यनाथाः कर्मशो गदिता 
वदन्ति छुभाशुभं च मासाधिपतेः सदृशम्‌ ॥ 
( होरा० ) 
तात्पर्य यह कि माताके उदरमें जव गर्भ रह जाता 
है, तब प्रथम मासमे रज और वीर्यका द्रव्यरूपमें सम्मिश्रण 
होता है, दूसरे महीनेमै रज-बीर्य जमकर पिण्डके समान हो 
जाता है । तीसरे महीनेमें अङ्कुर ( मुख, हाथ, पेर ) निकल 


EN [oh 


च ४ न कप ० ES खो / २ ० 
आते हैं । चौथे महीनेमें हड्डियाँ पैदा होती हैं । पाचवे 


महीनेमै चर्म (खाल) उत्पन्न होती है, छठे महीनेमें 
रोम बाल निकल आते हैं और सातवें महीनेमें 


चेतना ( सिर, हाथ» पैर हिलना ) उत्पन्न होती 
है । उक्त सातों महीनोंमें प्रत्येक महीनेपर शुक्रादि सप्त ग्रहों- 
का क्रमशः प्रभाव गर्भ-स्थित बाल्कपर पड़ता है, जैसा कि 
नीचे अङ्कित किया जाता है-- 

१-महीनेमे शुक्रका, 

२-महीनेमै सङ्गलका) 

३-महीनेमें शुरुका, 

४-महीनेमें सूर्यका, 

५-महीनेसें चन्द्रका, 

६-महीनेमें शनिका, 

७-महीनेमे बुधक्का तथा-- 


८-महीनेमै आधान-लग्नेशका । ‹असनोद्गेगप्रसवाः-- 
अर्थात्‌ आठवें महीनेमें गर्भस्थ बालक नालके द्वारा माताकी 
खायी हुई बस्तुओंका ही रस पान करता है | अतः आठवें 
महीनेमे आधान-लग्नेशाका ही प्रभाव गर्भस्थ बाळकपर पड़ता 
हि नवें महीनेमै बालक गर्भमै चलता-फिरता है और दसवें 
मासमै जन्म लेता है। नवम-दशम महीनोंपर चन्द्र और 
सूयका प्रभाव पड़नेपर ही प्रथ्वीपर बालकका जन्म होता है; 
जिसके कारण प्राणिमात्रमै भिन्नःभिन्न रूप, रंग, गुण) धर्म, 
स्वभाव और लक्षण दिखलायी पड़ते हैं | एतदर्थ जिन ग्रहोंकी 
शुभाशुभ स्थितिका प्रभाव माताके गर्भस्थ शिश्यु-पिण्डपर पड़ता 
है और वह बालकके रूपमै जब जन्म लेता ही है, तब यह 
भी निश्चित है कि उन्हीं गगनगामी ग्रहोंक्रा स्वतन्त्र और 
जक प्रभाब मानवकी देहपर आजन्म पड़ता है,यह भी सिद्ध है। 


TBF 


है 
छत 


ॐ मानवपर श्रदोका प्रभाव और ज्यौतिष-शास्त्र # ५९३ 


RRS rp NINN 








(२) 
( लेखक--पं० श्रीजानकीनायजी शमी ) 


गम्भीर विचार करनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी 
कोई अचिन्त्य शक्ति अवश्य है, जो इस विश्वका 
समय-समयपर नियन्त्रण करती है ओर जिसे लोग अदृष्ट; देब 
आदि विभिन्न नामोसे अभिहित करते हैं । श्रीमद्भागवतमे 
खायम्मुव मनुने ध्रुवको समझाते हुए कहा है कि “मनुष्यको 
उत्पत्ति तथा विनाशका कारण दैव ही है-- 
विसगौदानयोस्तात पुंसो देवं हि कारणस्‌ ॥ 
(४।११।२४) 
संसारके सुख-दुःखका कारण क्या है इसपर मतभेद 
है । भागवतमें ही साक्षात्‌ धर्मने परीक्षित्‌से कहा था कि 
हम सुख-दुःखके कारणको ठीक-ठीक नहीं जानते । योग- 
दर्शनके अनुयायी योगी तो अपनेको ही सुख-दुःखका कारण 
मानते है । दैवज्ञ- ज्योतिषी लोग दैवको--ग्रह आदिको 
सुख-दुःखका कारण मानते हैं । इसी प्रकार मीमांसक कर्मको 
तथा लौकायतिक लोग स्वभावको ही जीवके सुख-दुःखका 
कारण मानते हैं- 
केचिद्‌ विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः । 
दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रझुम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० १। १७। १९) 
विकल्पं भेदं वसत आच्छादयन्ति ये आत्मानमेवात्मनः 
प्रभु सुखदुःखप्रदमाहुः' ` ` ` यद्वा विकल्पैः कुतकैंः प्रावृता 
नास्तिकाः । एवं हि ते वदन्ति `" ` ` अन्ये दैवज्ञा दैवं ग्रहा- 
दिखूपां देवतास्‌ । परे तु मीमांसकाः कमै । अपरे 
ळौकायतिकाः स्वभावम्‌ (उपर्युक्त इछोककी श्रीधरी व्याख्या)। 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहत्सहितामै ज्यौतिषरत्नमूर्धन्य 
श्रीवराहमिहिराचार्य लिखते हैं कि कपिल प्रधान--प्रकृतिको 
बिश्वका कारण मानते हैं; कणाद आकाशादि पञ्नभूत) आत्मा; 
मन) काल तथा दिशाओं एवं गुण-कर्म आदिको विश्व तथा 
इसके ढुःख-सुखका कारण मानते द पौराणिकलोग कालको ही 
विश्वका कारण मानते हैं, लौक्रायतिक स्वभावको तथा 
मीमांसक कर्मको ही विश्वका कारण मानते हैं 
कपिल: प्रधानमाह द्रव्यादीन्‌ कणभुगस्य विश्वस्य । 
काळं कारणमेके स्त्रभांवमपरे जगुः कर्म ॥ 
( बृहत्संहिता १ । ७ ) 





.---->->८-५/॥॥४४५४४॥0ए 
१, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ ( गीता ६ । ५ ) 


मा० अं ० ७७ 


परिवर्तन होता है । इनसे और भी कई 
परतन मे का 


काणादा द्रृञ्यगुणक्मसामान्यविशेषसमवायाख्यान्‌ घट- 
पदाथोनू विश्वस्य कारणमाहुः। पौराणिकाः काळं कारणमाहुः। 
लोकायतिकाः स्वभावं जगतः कारणमाहुः--यथा च तद्वाक्यस्‌-- 
कः कण्टकानां प्रकरोति तेद्षण्यं विचित्रभावं मगपक्षिणो च । 
साधुर्यमिक्षोः कटुता च निम्बे स्वभावतः सर्वमिदं प्रवृत्तम्‌ ॥ 

मीमांसकाः कमे पुंसां छुभाशुभानां सर्वजन्तूनां सृष्टि- 
संहारक्रारणमाहुः । ( उपर्युक्त इलोककी भट्टोसली टीका ) 

महाभारत शान्तिपर्व, मोक्षधर्म, अध्याय २३२ में भी 
प्रायः यही बात-- 


केचित्पुरुषकारं तु प्राहुः कमंसु मानवाः। 
देवमित्यपरे विप्राः स्वभावं भूतचिन्तकाः ॥ 
( इलोक १९ ) 


इन शब्दोंमें कदी गयी है ८ 
“कर्मेंदं प्रधानमिति मीमांसकाः, देवम्‌-आद्रित्याद्या ग्रहमा एव 
सदसत्फछदातार इति इवज्चाः” (उपर्युक्त श्‍लोककी नीलकण्ठी 
टीका ) | ठीक यही वचन वायुपुराणके अध्याय ९, इलोक 
६० में ज्योऱ-का-त्यो आया है | अन्तमे समन्वयवादी विद्वान्‌ 
विवेचकोंने इन सभीको समुञ्चयरूपसे कारण मान लिया- 
पोरुष कर्म दैवं च फलट्ृत्तिः स्वभावतः । 
त्रय एतेऽपृथग्भूता न विवेकं तु केचन॥ 
(महा० शा० २३२।२०) 


अन्यत्र भी संयुक्त काळ, कर्म तथा देवकी प्रशंसा 
कहा गया दै- 
नैवाकृतिः फलति नेव कुलं न शीरं 
विद्यापि नेव न च यत्नकृतापि सेवा । 
आम्यानि पूर्वतपसा किल संचितानि 
काले फळन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा: ॥ 
वस्तुतः ग्रहोंके संचारका आधार प्राणीके कर्म ही हैं । 
तथापि उनका प्रभाव तो स्पष्ट ही दीखता है । गहोंके 
राजा सूर्य हैं । इनसे ही दिनरात, सायंग्रातःमध्याह) 
ग्रीष्म-वर्षाशीत आदि, दिन; मास एवं ऋतुओंका 
अगणित प्रमाव- 
२, जयति जगतः प्रसूतिविश्वात्मा सहजभूषणं नभसः । 


द्रुतकनकसइशदशझतमयूखमालाचितः सविता ॥ 
( बृद्संह्िता १ । १) 





५०४ 





शाली परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमाका समुद्रके 
ज्वार-भाटा, कई पुष्पों तथा ओषधियोंके बिकास तथा 
नारी-जगतूके भी पुष्पादि-खावपर प्रभाव पड़ता है । इसी 
प्रकार कई ग्रहोंके एकत्र हो जानेसे भयंकर तूफान, बाढ़; 
भूकम्प आदिका सुजन होता है । इन ग्रहोके व्यष्टि तथा 
समष्टिपर प्रभाव डाळनेकी बात प्राच्य तथा पाश्चात्य 
जगतूने एक कण्ठसे स्वीकार की है । 


भारतीय ज्यौतिषके अनुसार सूर्यमण्डलके विकृत 
होनेपर नगर, वृक्ष तथा पर्वत-शिखरोको ढहानेवाला 
प्रचण्ड वायु--झंझाबात चलता है, ऋतुएँ बिपरीत हो जाती 
हैं, दिशाओंमे दाह होता है एवं निर्घात तथा भूकम्पादि 
उत्पात होते हैं। सूर्यमण्डले जिन-जिन देशोमें केलुका 
दर्शन होता है, बहाँ-वहाँ राजाओंपर संकट आता है । वही 
सूर्य यदि निर्मल हो, शुद्ध मण्डलयुक्त हो, उसकी किरणे 
स्वच्छ; स्पष्ट तथां विस्तीर्ण हौं, सूर्यमे कोई विकार न हो 
तो विश्वके लिये बड़ा ही कल्याणकारी होता है- 


अमळवपुरवक्रमण्डरः स्फुटविमलामलदीेदीथितिः । 
अविकृततनुवर्णचिह्वभ्टज्जगति करोति शिवं दिवाकरः ॥ 
( वाराहीसंहिता ३ । ४० ) 


इसी प्रकार चन्द्रमा जब ज्येष्ठा, मूल आदि नक्षत्रोमे 
आता है; तब जगतूकी हानि होती है । यदि चन्द्रमाका 
शङ्ख गुरुसे भिड़ जाय तो सिन्धु, सौवीर, द्रविड़ तथा 
पर्वतीय देशमै संताप होता है ( बृहत्‌सं० ४। २२ )। 
सूर्य-चन्द्रमाका यदि एक ही मासमें ग्रहण हो तो धन 
तथा वर्षाका नाश होता है ( नारदसंहिता २।१३। 
९ ) । इसी प्रकार अन्यान्य ग्रहका संसारपर परिणाम 
बतलाया गया है । ग्रहोके संचारसे ही बृष्टि, सस्ती-मँहगी, 
सुभिक्ष-दुभिक्ष देशों तथा व्यक्तियोंका उत्थान एवं पतन 
होता है, शान्ति तथा युद्ध होते हैं । एक “सिफती सिरोज? 
नामकी फारसी-पुखकम तो यहाँतक बतलाया गया है 
कि अमुक मासके अमुक पक्षको अमुक तिथियोको अमुक ढंग- 
का व्यक्ति अमुक स्वप्न ही देख सकता है । इससे तो 


1. To tbe former belong the predicting of natural 
effects, 88 the cbange of weather, winds, etorms, 
hurricanes, tbundere, 100१5, earthquakes and soforth. 
Judiciary or judicial as trology is that which pretend 
io foretell moral GE 45 they are’ directed by 
ihe stars. (8 Bucyclopoedis Brittanica ) 


* मानव वही जो खाथ तज होता एथिक परमार्थेका ऋ 





यह सिद्ध होता है कि मनुष्यक्के जाग्रत्‌पर 
कालपर भी ग्रहोंका भारी प्रभाव पड़ता है। यह तो हुई 
समष्टिकी बात | व्यक्तिपर भी ग्रहोंका अलग-अलग प्रभाव 
पड़ता है । ज्यौतिष-तत््वः बृहज्जातक तथा जातक- 
तच्वक्रे अनुसार सूर्यका प्रभाव आत्मापर, चन्द्रमाका मन- 
पर; मङ्गलका जीवपर, बुधक्ता वाणोपर, बृहस्पतिका ज्ञान 
एवं सुखपर, झुक्रका वीर्यादि रसोपर तथा शनिका क्लेश 
आदिपर प्रभाव पड़ता हैं। इसके अतिरिक्त सूर्यका पिता, 
प्रताप) पवित्रता, क्षेत्र, पराक्रम, शाक्तिः सम्पत्ति, रुचि 
आदिपर भी प्रभाव पड़ता है । चन्द्रमासे माता, यश, 
मानसिक प्रसन्नता, बुद्धि, राजकृपा आदिका बिचार करना 
चाहिये | इसी प्रकार अन्यान्य ग्रहोंके मी अन्यान्य प्रभाव 
होते हैं ( जातकतस्व, प्रड २२ ) । सारावलीकी उक्ति है 
कि ये कारक ग्रह वदि उच्च, त्रिकोण आदिके होकर केन्द्र- 
मै पड़ जाये तो नीच कुलका आदमी भी बहुत उन्नत 
हो जाता है और विशाळ वंश या राजकुलका व्यक्ति तो 
राजा ही हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेहकी बात 
नहीं है-- 

नीचकुले सम्भूतः कारकविहगे; प्रधानतां याति । 

क्षितिपतिवंशसमुत्थो भवति नरेन्द्रो न संदेहः ॥ 

(६1०) 

इसी अन्थमै विस्तारसे ग्रहोंका तत्तदूवस्तुओपर 
आधिपत्य बतलाया गया है । इसील्यि तत्तद्ग्रहोंको शान्तिके 
लिये तत्तदूवस्तुओके दान आदिका भी बिधान दै । फिर 
प्राणीके जन्मके समय कोन ग्रह किस राशिमें है, इसका 
विस्तृत फल सभी जातक-्रन्थोंमें बतछाया गया है । 
इसके अतिरिक्त ग्रह जातक्रके तन-धन-सहजादि भावोंमे 
भी पड़कर फल-वैचित्र्य उत्पन्न करते हैं | साथ ही 
उनके तात्कालिक संचारका भी गोचर आदिके द्वारा प्रभाव 


बतलाया जाता है । क्लेश-दान्तिके लिये भी ग्रहोंकी आराधना _ 


s 


की जाती है । ध्वृहत्पाराशर-होराशात्न! भै दान्तर्दशाके 
आ अहोके ९ ~ ८5 he wo 
धारपर गहोके शान्त्यर्थ उनके अधिदेबताओंकी आराधना- 








रदार कुखुमभोज्यतणिरजतशङ्घलबणोदकेपु वस्त्राणाम्‌ । 
भूषणनारीष्रततिलतेलकनिद्राप्रभुश्वन्द: 
रक्तोत्पलतान्ञसुवर्णरुधिरपारद मन:शिलायाना स. 
्षितिनृपतिपतनमूर्च्छपै सिकचौरप्रभुमौप: ॥-इत्यादि । 


( सारावली, अध्याय ७ ): 


A 


ही नहीं १ स्वप्न- 


0 


~ 


क क, 


) 


ति 


५ झानव-जन्म भजन बिना व्यर्थ # 


ISDN 
i 


er 2-1 >>> 


का बड़ा ही सुन्दर प्रकार बतलाया गया है । याज्ञवल्क्यने 
कहा है कि ब्रह्माने अ्होंकी वरदान दिया था कि जो 
तुम्हारी पूजा करें, तुम उनकी इष्ठलाभादिसे वृद्धि करना। 
सभी मनुष्यों) विशेषकर राजाओंका उत्थान-पतन ग्रहोंके ही 
अधीन है, स्थावर-जज्ञमात्मक विश्वकी उत्पत्ति तथा विनाश 
भी ग्रहोंके ही अधीन है, अतः ग्रह पूज्यतम हैं 
ब्रह्मणैषां वरो दत्तः पूजिताः पूजयिज्यथ । 
ग्रहाधीना नरेन्द्राणासुर्द्टायाः पतनानि च ॥ 
आावाभावो च जगतस्तस्सात्पूज्यतमा ग्रहाः । 
(१।३०८) 
(जगतः स्थावरजङ्गमात्मक्रस्य भावाभावौ उर्पत्तिनिरोधो 
ग्रहाधीनौ ( मिताक्षरा ) अग्निपुराण, अध्याय १६४में भी 
ठीक ये ही वचन आये हैं। विष्णुधर्ममे तथा मत्स्यपुराणमे यह 
प्रकार बड़े विस्तारसे निरूपित हुआ है । वहीं यह भी कहा 
गया है कि ग्रह भगवद्धक्तोको कष्ट नहीं देते- “भक्ताश्व ये 
मधुरिपोर्मनुजपु तेपु' ¦ श्रीपतिजातकपद्धतिमें तो समी 
धर्मात्माओके ही ग्रहकोपसे मुक्त रहनेकी बात कही गयी है-- 
देवबाह्मणवन्दुनादू गुरुवचः सम्पादनात्‌ प्रत्यई 
साधूनामपि भाषणाच्छृतिशिरः श्रेयः क्रथाकर्णनात्‌। 
होसादभ्वरदर्शनाच्छुचिमनो सावाज्जपादानतो 


tN नऋर्वन्ति Pa पुरुष > * सं डनम्‌ 
नो कुवन्ति कदाचिदेव पुरुषस्थव अहा; पाडन ॥ 


३९५५ 


बृहत्पाराशर-होराशास्त्रमे तो ग्रहोको भगवानका दशावतार 
ही बतलाया गया है । इसमें पराशरजी कहते हैं कि भगवान्‌ 
श्रीराम सूर्यके, श्रीकृष्ण चन्द्रमाके, नृसिंह मङ्गलके, बुद्ध 
बुधके, वामन बृहस्पतिके, परशुराम शुक्रके, कुर्म शनेश्वरके 
तथा वाराह राहुके और मीन केतुके अंशोसे ही अवतीर्ण 
होते हैं ओर ये ग्रह वस्तुतः धर्मस्थापनार्थः देव-विप्र- 
रक्षणार्थ एवं दैत्यो तथा पापियोँके प्रशमनार्थ ही | संचरित 
_ होते हैं-- 


> > 
दुत्याना 








बळनाशाय देवानां बलवृद्धये । 
अर्ससंस्थापना्थीय ग्रहाज्जाता; शुभा: क्रमात्‌ ॥ 

(१।२।४) 
सुतरां इस तरह सिद्ध दे कि ग्रहोंसे मानव-जगत्‌का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । पर उनका संचार खच्छन्द नहीं होता। 
दु्िक्षःसुभिक्ष) राष्ट्रमज्ञ-राष्ट्रोत्यान आदिके कारण ग्रह हे 
अवश्य; पर वे संचरित होते हैं व्यष्टिसमष्टिके कर्मानुसार 
ही । पुराणोमे इस सम्बन्थमे बड़े ही रम्य तथा सरस प्रसङ्ग 
हैं. और इसपर बहुत कुछ लिखना रह जाता है । पर 
यह विषय इतना बिस्तृत है कि उसका यहाँ पूरा निरूपण 
सम्भव नहीं; जिज्ञासुओको मूल अ्रन्थोंको ही देखकर अपनी 
ज्ञानपिपासा मिटानी चाहिये। 


RT 

द 
| पानव-जन्म भजन बिना व्यर्थ 
छट ज्ञा दिन सन पंछी उडि जैदे । द हा 
५ ता दिन तेरे तन-तरुवर के सब पात झरि जेहे ॥ 
धर या देही कौ गरव न करिये, स्यारकाग-गिध खेह । 
A तीननि यै तन मिः कै विष्टा के हे खाक उड्दै ॥ 
द्‌ कहेँ बह नीर, कहाँ वह सोभा? कह रंग-रूप दिह । 


जन 
टण ~ 


क 


र 


~ री जि 
तेइ ळें 


अजह 


स्वोपरी 


<<< <<< << डा 


लोगनि खँ नेह करत हे; 
काडत सबारे काढी? भूत 
जिन पुजनिहि बहुत प्रतिपाल्यौः 
बाँस हैं, सीस फोरि बिखरेहे । 
मूढ़ करै सतसंगति, 
नर-बएु धारि नाहि जन हरि कौ? जम की मार 
सूरदास भगवंत-भजन विलु खृथा खु-जनम गंवेहे ॥ 


MS ए 


तेई देखि घिनैहै ॥ 
~ es 
होइ धरि सेहे । 
देवी-देव मनेहें ॥ 


संतनि सै कछु पैद्दै ॥ 
सो खैंहै । 


STLCCLLEEELELE ET 


५९६ 








*% मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 





र 


मानवता ओर यज्ञ 


( हेखक--याशिकसन्राट्‌ पं० श्रीवेणीरामजी शमी गौड़, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ) 


मनुसे उत्पन्न “मानव! कहलाते है-“मनोजोतास्तु 
मानवाः? | मानवमै रहनेवाले दया, दान, शील, सौजन्य, 
क्षमा आदिके समवायरूप लोकोपकारक धर्मको “मानवता? 
कहते हैं । इसके विपरीत धर्म ( तत्त्व ) को “पञ्चता? कहते हैं । 
“अयं मानवः? यह व्यवहार किस वस्तुको देखकर किया 
जाता है; इस विप्रयपर बिभिन्न विचार उपस्थित हो सकते हैं । 
जैसे उदाहरणतः कुछ लोग 'आकृतिग्रहणा जातिः? ( व्याकरण- 
महाभाष्य ) इस सिद्धान्तसे मनुष्यके आकार-प्रकारको देखकर 
उद्बुद्ध होनेवाली जो मनुप्यत्व जाति है, उसीको मनुष्य- 
शब्दका प्रयोजक धर्म कहते हैं; किंतु व्यवहारमे जब कोई 
किसी मनुष्यको देखकर कहता है कि ध्यह मनुष्य है? तो 
यहाँपर मनुष्यत्व-जाति मनुष्य-रान्दके प्रयोगका हेतु नहीं है; 
बल्कि मनुप्यमें रहनेवाला वह एक असाधारण धर्म है, जिसे 
“मानवता? कहते हैँ । जो सत्यवाक्य हो, दढत्रत हो, निर्भय 
हो, धर्मज्ञ हो, धर्मतत्पर हो तथा कृतज्ञ हो, ऐसे महा- 
पुरुषे रहनेवाले धर्म-विशेषको “मानवता? कहते हैं; न कि 
समस्त पामरापामरमें रहनेवाले आकृत्या व्यङ्गथ मनुष्यत्व 
जातिमे रहनेवाले धर्मको । जिस प्रकार 'रविकिरणानुगुहीतानि 
अवन्ति कमलानि कमलानि? इत्यादि वाक्योंमे द्वितीय कमलका 
ही लक्षण या सौरभादि समुचित गुणोसे विशिष्ट कमल अर्थ 
किया जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी मनुष्य-विशेषके लिये 
“मानवोऽयम्‌? यह व्यवहार किया जाता है । यहाँ मनुष्य शन्द- 
का लोक और शास्त्र उभयसम्मत अनन्त उज्ज्वल गुणविशिष्ट 
मनुष्य, यही अर्थ किया जाता है । मानव-सम्बन्धी इन्हीं 
उज्ज्वल गुणोंको “मानवता' गब्दसे पुकारा जाता है । 
मानवता-गुण-विशिष्ट मानवर्मे सच्वगुणकी प्रधानता 
होती है, जिससे उसमे त्याग, तप; सत्य, सदाचार; परोपकार 
और अहिंसादि शम-दम--ये गुण खभावत; पाये जाते हैं । 
मानवता-गुण-बिशिष्ट व्यक्ति सर्वदा सिद्धसंकल्प, सर्वसुद्ददू, 
समदर्शी और सर्वहितैषी होता है । बह आत्मा और 
परमात्मामै भेद नहीं समझता । वह धर्मके बल्पर सदा 
निर्भय रहता है और 'आत्मवत्‌ सबंभूतेषु’ के अनुसार 


# मनुष्या मानुषा मत्यों मनुजा मानवा नरा; । 
( अमरख्रेश, मनुष्यबग १ ) 


प्राणिमात्रको अपना समझकर उनपर दया और प्रेमभाव 
रखता है । वह अपने प्रत्येक कार्यमें लोकोपकारकी सद्भावनाका 
ध्यान रखता हुआ प्राणिमात्रके लिये 'सर्वे भवन्तु सुखिनः? 
की कामना करता है । 

कलियुग तमःप्रधान युग है, इसमें पापका स्रोत प्रबल- 
रूपसे प्रवाहित रहता है | इस पापरूपी प्रवाहमे प्रवाहित होकर 
मानव अपने वास्तविक धर्म-कर्मले विमुख हो गया है, जिससे 
उसकी मानवताका भी हास होता जा रहा है । मानवताके 
हाससे मानव अपने आदशाँसे च्युत होकर संसारकी दृष्टिमें मी 
गिर जाता है । 

प्राचीनकालमै मानव अपनी मानवताकी सर्वात्मना रक्षा 
करते थे । वे मानवताको अपना परम धन और परम धर्म 
समझते थे । वे मानवताके बलपर अपना और संसारका कल्याण 


करते थे | आजके मानव मानवताको खोकर दूसरोंका तो क्या, _ 


अपना कल्याण करनेमै भी सर्वथा असमर्थ पाये जाते हैं । 
मानवताके हाससे देश और समाजकी बहुत बड़ी क्षति होती 
है । अतः मानवताकी रक्षा और उसका परिज्ञान प्रत्येक 
मानवको होना ही चाहिये; क्योंकि मानवता ही मानव और 
अमानवका परिचय कराती है । मानवताके अज्ञानसे मनुष्य 
भूलकर कभी अमानवको “मानव? मान ले तो उसका अनिष्ट 
होना दुनिवार है, जिससे वह विभिन्न प्रकारकी आपत्ति, धोखे 
और कष्टका शिकार बन सकता है । अतः मानवमात्रको 
मानवताका ज्ञान होना परमावश्यक है; क्योंकि मानवता हदी 
मानवको स्वाभिमानकी प्रेरणा देती है, जिससे वह अपने 
सम्मानपूर्ण जीवनके लिये प्रेरित होकर स्वतन्त्रताकी प्राप्ति 
और परतन्त्रताकी निवृत्तिके लिये प्रयत करता है । 


मानव-जीवनमे मानवताकी विशेष आवश्यकता है | 
संसारमै जिन महापुरुषाने यश-कीतिकी प्राप्ति की है और जो 
आज भी कर रहे हैं, वह केवल मानबताके बलपर । मानवताके 
बिना हमारा ज्ञान-विज्ञान, धर्माधर्म, विशिष्ट पाण्डित्य और 
परोपदेश आदि सभी व्यर्थ हैँ । अतः मानवताके रक्षण और 
पाळनपर मानवमात्रको बिशेष ध्यान देना चाहिये । 


आज 'स्वराज्य-प्रातिः अर्थात्‌ देशके स्वतन्त्र होनेके बाद 
मी हमारे देशमै जो अनेक प्रकारके अनर्थ हो रहे हैं, बे 


ती 


# मानवता और यश ओ 


५९७ 


______________ न 0 यय 





एकमात्र मानवताके हाससे । प्राचीन ऋषि-महर्षियों, विद्वानों 
तथा आधुनिक विज्ञानवादियोंका कथन है कि “मानवकी 
सर्वविध उन्नतिका एकमात्र साधन उसकी मानवता है ॥ 


संसारकी सभी वस्तुएँ आधेय और आधारपर निर्भर रहा 
करती हैं । अतः आधेयका आधारके बिना काम नहीं चल 
सकता और आधारका आधेयके बिना काम नहीं चल सकता । 
ठीक यही व्यवस्था मानवकी भी है । मानव आधेय है 
और उसकी मानवता आधार है । मानवतारूप आधारके 
ब्रिना आधेय अर्थात्‌ मानवकी रक्षा कथमपि नहीं हो सकती । 
अत; धार्मिक, आर्थिक, आध्यात्मिक) राजनीतिक एवं 
सामाजिक--सभी दृष्टियोंसे मानवको सर्वात्मना अपनी 
मानवताकी रक्षा करनी चाहिये । 

जिस प्रकार मानवके लिये अपने जीवनमै मानवताका रक्षण 
और पालन आवश्यक है) उसी प्रकार उसके ल्यि यज्ञका रक्षण 
और पालन भी परमावश्यक है । यजञके विना मानवक और 
मानवमें रहनेवाली मानवताकी रक्षा कथमपि नहीँ हो सकती | 
अतः मानवको अपने जीवनके सर्वविध कल्याणार्थ यज्ञ-धर्मको 
अपनाना चाहिये । मानवका और यज्ञका परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध सुष्टिकरे प्रारम्भकालसे ही चला आ रहा है । वस्तुतः 
देखा जाय तो मानव-जातिके जीवनका प्रारम्भ ही यसे होता 
है । इस विषयका स्पष्टीकरण गीतामै भी किया गया है 

सहयज्ञाः प्रजाः सृङ्वा पुरोवाच प्रजापतिः 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोउस्त्विष्टकामछुक्‌ ॥ 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 

( ३। १०-११) 

“प्रजापति ( ब्रह्मा ) ने सृष्टिरचनाके समय यज्ञके साथ 
मानव-जातिको उत्पन्न करके उनसे कहा- रस यज्ञके द्वारा 
तुम्हारी उन्नति होगी और यह यज्ञ तुम्हारे लवि मनो5मिलप्रित 
फलको देनेवाला होगा । तुम इस यज्ञके द्वारा देवताओंको 
संतुष्ट करो और देवता ठुमलोगोंको यज्ञ-फल-प्रदानके द्वारा 
संतुष्ट करेंगे । इस प्रकार परस्पर तुम दोनों अत्यन्त कल्याणः 
पदको प्राप्त करो |? 


पद्मपुराणमें भी आया है-- 
यज्ञनिष्पत्तये सवेमेतद्‌ ब्रह्मा चकार ६ । 
चातुरवण्य॑ मद्दाभारा यज्साधनमुत्तमम्‌ ॥ 

( सुश्खिण्ड ३ । १२३ ) 





“हे महाभाग ! ब्रह्माजीने यज्ञकर्मके लिये ही यजञके श्रेष्ठ 
साधन चातुर्वर्ण्यके रूपमे मानवक्री रचना की |! 

शुक्कयजुेंद ( ३१ । ९ ) में आता है कि सर्वप्रथम उसन्न 
भगवत्खरूप उस यज्ञसे इन्द्रादि देवताओं, खुष्टिसाधनयोग्य 
प्रजापति आदि साध्यो और मन्त्रद्रष्टा ऋषियोने यंजञ- 
भगवानका यजन किया 

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ 

शतपथब्राह्मण (११।१।८।३) मे भी लिखा है 
कि प्रजापतिने अपनी प्रतिमा ( चित्र ) के रूपमें सर्वप्रथम 
यज्ञको उत्पन्न किया। अतः यज्ञ साक्षात्‌ भगवानका 
स्वरूप है-- 

अभैनमात्मनः प्रतिमामसूजत यद्‌ यज्ञम्‌, तस्मादाहुः 
प्रजापतिर्यज्ञ इत्यात्मनो ह्येनं प्रतिमास स्रत ॥ 

यशके सम्बन्धमे कहा गया है कि यश ही समस्त भुवर्नोका 
केन्द्र है और वही ऐय्बीको धारण किये हुए है | यज्ञ ही 
साक्षात्‌ भगवानका स्वरूप है) जो विष्णुँ, राम) कृष्ण) 
यज्ञपुरुषः प्रजापति, सबिता, अग्नि) इन्द्र सूर्य आदि नार्मोसे 
उच्चरित होते हैं-- 


यज्ञो वै विष्णु: । (शतपथ जाश १।१।१।२) 
यद्घो वे विष्णुः । (तैत्तिरीय सं १।७। ४ ) 
विष्णुचे यज्ञः। (ऐतरेय ब्रा० १। १५) 


पुरुषो वै यज्ञः। ( शतपथ मा० १।२।४। ३।२) 


यज्ञः प्रजापतिः। (शतपथ ब्रा० १०।६।३। ४ ) 
-चज्ञ एव सविता। ( गोपथ ब्रा० पू० १ ॥ ३३ ) 
असिवे यज्ञः। ( ताण्ड ब्राह्मण १२।५।२ ) 
इन्द्रो वे यज्ञः। ( मै० शा० ४ । ३।७) 


यजो वै खरहर्देंवाः सूर्य: । ( शतपथ ब्रा० १।१।१।२।२ ) 
यज्ञो हि भगवान्‌ विष्णु: । ( विष्णुधर्मोत्तर पु» १६२।२) 
भगवान्‌ यळ्पूइषः । (श्रीनद्धा० ४1 १४। १८ ) 
प्रभो यज्ञपुमांस्त्वमेव । ( पद्मपुराण, सष्टिखण्ड ३ । ४६ ) 
__ साद्षात्सयशपुरवः १ न (श्रीमद्भा० २। ७। ११ ) 


ली 


१. यक्षेन यज्ञमयजन्त देवा: । ( शु० य° रै १॥१६) 

२. अयं यज्ञो भुवनस्य नामिः । (छु? यजुबेंद २३ । ११ ) 
अञ्चो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। (अथववेद ९ \ १० । १ डं) 

३. यज्ञाः एथिवीं धारयन्ति। ( अथववेद ) 

४. पने सद्‌ विप्रा बहुधा नदन्ति । (कम्बेद १। १६४।२२) 


५९८ 











यज्ञः सवेगतो हरिः। ( श्रीमद्भा० ८। १। १८) 
अहं क्रतुरहं यज्ञ: । (गीता ९। १६ ) 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । (गीता ९२४) 
तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यङे प्रतिष्टितम्‌ । (गीता ३ । १५) 
CO क्रतुधर्श्च यन्सयः । 

स एष भगवान्‌ साक्षाद्‌ विष्णुयोंगेश्वरेशवरः ॥ 

( श्रीनद्भा १०। २३ | ४७-४८) 
वेदयज्ञमयं रूपमाश्रित्य जगतः स्थितो । 
स्थितः स्थिरात्मा सवीत्मा परमात्मा प्रजापतिः ॥ 

( पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड, ३ । ३० ) 
कर्ममीमांसाके प्रवृत्त होनेपर मानव-देह धारण करते ही 
द्विज क्र परि-ञ्मण, देव-ऋण और पितृ-ऋृण--इन तीन प्रकारके 
ऋणोसे ऋणी बन जाता है । श्रीमद्भागवत (१० | ८४। ३९) 
मै आया है-- 
ऋणेश्रिसिद्धिनो जातो देव्षिपितृणां प्रभो । 
यज्ञाध्ययनपुत्रैस्तान्यनिस्तीर्यं॑ त्यन्‌ पतेत्‌ ॥ 
तैत्तिरीयसंहिता (३ । १० | ५) में भी आता है-- 
जायमानो वे #ब्राह्माणस्रिभिक्णे्सणवान्‌ जायते 
ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रभया पितृभ्यः । 
“द्विज जन्म लेते ही ऋषि-ऋण, देव-क्षण और पितृ-ऋण 
इन तीन प्रकारके ऋणोंसे ऋणी बन जाता है । ब्रह्मचर्यके 
द्वारा ऋषि-ऋणसे, यज्ञके द्वारा देव-क्रणसे और संततिके 
द्वारा पितृ-ऋणसे मुक्ति होती है |? 
भगवान्‌ मनुने भी “ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य? ( ६ | ३५ )- 
इत्यादि वाक्यीद्वारा उपर्युक्त ऋणत्रयक्रे अपाकरणको ही 
मनुष्यका प्रधान कर्म बतलाया है । ऋणत्रयमे “देव-क्रण' का भी 
उल्लेख है | देव-ऋणते मुक्त होनेके लिये उपर्युक्त तैत्तिरीय तिने 
स्पष्ट बतला दिया है कि यज्ञोंके द्वारा ही देव-क्र णसे मुक्ति होती 
है । वह यज्ञादि कर्म अत्यन्त पावन तथा अनुपेक्षणीय है, 
जैसा कि अनेक मत-मतान्तरोका निरास करते हुए गीताके 
परमाचार्य स्वयं भगवानने सिद्धान्त क्रिया है--- 
यञ्जदानतपःकमे न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपरचैव पावनानि सनीषिणास्‌ ॥ 
(१८॥५) 
इतना ही नहीं, जगत्‌-कस्याणकी मीमांसा तथा कर्तव्य 


% “ग्राद्मण” यह पद दिजातिमात्रका उपलक्षण है | 


ॐ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका >: 


सत्यथका निश्चय करते हुए भगवानूने स्पष्ट 
कमके अतिरिक्त समस्त कर्म लोक-वन्धनके लिये ही हैं 
कोऽयं 


++ 


कर्मबन्धनः । 

(गीता ३ । ९ ) 

इस प्रकार अनेक श्रुति-स्छृति-अन्थोंमे तथा उपनिषदोमे 
यज्ञको मानवका प्रधान धर्म कहा गया है । अतः प्रत्येक द्विजको 
यश करते रहना चाहिये। जो लोग यज्ञके वास्तविक रहस्य 
और महत्वको न समझकर वञ्चके प्रति श्रद्धा नहीं रखते 
अथवा यज्ञ नहीं करते) बे नष्ट हो जाते हैं | इस विषयमै 
शास्रांकी आज्ञा है-- 


यज्ञाथोत्कर्मणो5न्यत्र लोव 


नास्त्ययङ्स्थ लोको यै नायज्ञों विन्दते झुभम। 

अयज्ञो न च पूतात्मा नश्यति च्छिन्नपणेवत्‌ ॥ 

“यज्ञ न करनेवाले पुरुष पारलौकिक सुखोंसे तो वञ्चित 
रहते ही हैं; वे ऐहिक कल्याणोंकी भी प्राप्ति नहीं कर 
सकते । अतः यज्ञहीन प्राणी आत्मपवित्रताके अभावसे 
छिन्न-मिन्न पत्तोंकी तरह नष्ट हो जाते हैं।? 

गीता ( ४। ३१ ) में भी कहा है-- 

नायं छोको5स्त्ययञ्ञस्थ कुतोऽन्यः कुरुसत्तम । 

हे अजुन ! यज्ञ न करनेवाळेको यह मृत्युलोक भी 


प्रात नहीं हो सकता; फिर दिव्यलोक ( परलोक ) की तो बात 
ही क्या है? 


अथर्ववेद (१२। २। ३७) भी कहता है-- 
अयज्ञियो हतवर्चा भवति । 


“यज्ञहीन (यज्ञ न करनेवाले ) पुरुषका तेज नष्ट हो 
जाता है |? 


कालिकापुराण ( ३१ | ४०) के सर्व यज्ञमयं जगत्‌? के 


अवुसार यह सम्पूर्ण जगत्‌ यज्ञमय है | इस यज्ञमय जगतूर्मे _ 


होनेवाले समस्त कर्म यज्ञमय हैं, जो सदासर्वदा सर्वत्र 
होते रहते हैं। जैसे उदाहरणतः संध्या, तर्पण, बलिवैश्वदेव) 
देवपूजन; अतिथिसल्कार, ब्रत, जप, तपः कथाश्रवण) 
यात्रा, अध्ययनाध्यापन, खान-पान, शयन-जागरण आदि 
नित्य और उपनयन-विवाहादि संस्कार नैमित्तिक एवं पुत्रेष्टि, 
ना आदि काम्य-कर्म-ये सभी व्यवहार यज्ञस्वरूप ही 
६। इतना ही नहीं, जीवन-मरणतकको यज्ञका स्वरूप 
दिया गया है । गीता (४]॥ २८ ) में भी भगवानने द्रव्य- 


कहा है-यज्ञिय ०. 


ढा 


३४ 


~ 


> 


न साननता और यज्ञ नः 





यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयश्ञ) स्वाध्याय-यज्ञ आदिको उल 
इन सभीको यज्ञका ही रूप दिया है। 


पुत्रवत्सला भगवती श्रुति कहती है 

पुरुषो वाव गोतमाझिस्तस्य वागेव समित्प्राणो धूमो 
जिह्वाचिश्चक्लुरङ्गाशः श्रोत्रं मिष 
देवा अन्न झुहूति तश्या आहुते 
चाच 


एन्येतसि तग्नी 






गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ 
स॒ घूसो योतिरचिर्यन्तः तेऽङ्गारा अभिनन्दा 
विस्फुलिज्ञाः \ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा ऐसी जुह्षति तस्या 
आहुतेगेर्भः सम्भवति । 


द्यदुप मन्‍्त्रयते 





( छान्दोग्योपनिपद्‌ ५। ७-८ ) 

गौतम ! पुरुष ही अग्नि 

है, प्राण धूम है, जिह्वा ज्वाला हैं; 
चिनगारियाँ हैं; उसी अझिमें देवगण 
उस आहुतिसे वीर्य उत्पन्न होता दे । 


उसकी वाणी ही समिधा 


) टप 


चक्षु अँगारे हें; कान 
अन्नका होम करते है 


“गौतम | ल्ली ही अग्रि है, उपस्थ हो समिधा है 
पुरुष जो उपमन्त्रण ( रहः-संळाप ) करता है, वह धूम है; 
योनि ज्वाला हैं; प्रसङ्ग अँगारे ऐं और उससे जो सुख 
प्रतीत होता है, बह चिनगारियों दे । उसी पञ्चिमै देवगण 
वीर्यका हवन करते हैं । उस आहुतिसे गर्भ उत्पन्न होता है ।? 





गीताम भी भगवानके 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुह्दोषि ददासि 
यत्तपस्यसि झुष्च मदर्पणम्‌ ॥ 


1 


‘~ 
कान्तय तत्कुर 
मन्मना भव सद्गक्तो मद्याजी सां नसस्कुर! 

(९।३४) 

_ इत्यादि वचनोसे सिद्ध होता है कि संसारके समस्त 
पदार्थ यज्ञस्वरूप हैं और उन समस्त यज्ञोंके आश्रयभूत 
परब्रह्म परमात्मा ही हँ # | 


प्र 


इस प्रकार जब सांसारिक सभी चलाचल वस्तुएँ यज्ञ ही 
है, तब उन समी यज्ञोका अनुष्ठान सविधि और सनियम करना 
चाहिये, जिससे वे यज्ञ मानवमात्रके ठ्यि कल्याणकारी बने । 
जो लोग यज्ञोके प्रति श्रद्धा नहीं रखते, वे विविध अनर्थके 


+ मयि सर्वमिदं प्रोतं स्‌ज्ने मणिगणा इव । 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतेते । 





(गीता ७ | ७) 
(गीता १० | ८) 





५९९, 








शिकार बनते हैं और ऐसे छोगोंके लिये ही “नास्ति यज्ञसमो 
रिपुः? कहा गया है। 
इस संसारमै प्राणिमात्रकी यह स्वाभाविक अभिवाञ्छा 
हें कि सै जीवनपर्यन्त सुखी रहूँ और 
इस लोकस धन-धान्य, पत्ना-पुत्र, णह-उपवन आदि 
परम शूश्व्थप्रद मागग दार्थ प्राप्त हों और शरीरः्यागके अनन्तर 
मुझे परलोकमै सहृदय हृदयके द्वारा परिज्ञात अनिर्वचनीय 
परमपुरुषार्थस्वलप स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति हो । किंतु 
पूर्व पुण्यपुज्ञके प्रभावके विना कोई भी शरीरथारी मानव 
ऐहळौकिक और पारलौकिक सुख-विशेषकी प्राप्ति कथमपि 
नहीं कर सकता; यह शास्त्रोका अटळ और परम सिद्धान्त 
है । वह पुण्य धर्मका ही दूसरा नाम है) जो कि सत्कर्मा- 
नुष्ठानद्वारा ही प्राप्त हो सकता दै । 
भगवती श्रुति कहती है-- 
कुर्वन्नेवेह कमणि जिजीविषेच्छतं समाः । 
एवं स्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
( ईशोपनिषद्‌ २ ) 
“शास्त्रविहित मुक्तिप्रद निष्काम यज्ञादि श्रेष्ठ कर्माको करते 
ए. ही जीव इस जगत्मे सौ वर्षपर्यन्त जीनेकी इच्छा करे। 
-स प्रकार किये जानेवाळे कर्म तुझ शरीरधारी मनुष्यमै लिप्त 
नहीं होंगे । इससे एथक और कोई मार्ग नहीं हैः जिससे 
मनुष्य कर्मसे मुक्त हो सके |! 
श्रुति मानवॉकी सस्कर्मकी ओर विशेषरूपसे प्रेरित 


सुः झम 


al हय 


~ 


यह्‌ 
करती है । 

गीता माता भी कहती है-- 

न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति ॥ 


(६ ।४०) 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
(३।२०) 
संन्यासः कमेयोगश्च निःभ्रेयसकराबुभो । 
तयोस्ठु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 
(७ ॥ २) 


इन प्रमाणौद्वार इस कर्ममय संसारमै समस्त मनुष्योको 
कर्मठ बनानेके ख्यि गीता मी माताकी तरह आफ्नै यशप्रेमी 
पुत्रौको कल्याणार्थ उपदेश करती है । अतएव 


अन्नाद्भवन्ति भृतानि पर्जन्यादन्ञसस्भवः । 
> नर्म ९ ती 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यजः कर्मसमुक्धवः ॥ 


(गीता ३ । १४) 


| 





६०० 


क मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


आ eee 





नाति ~ >> 
द 


इस प्रमाणसे सिद्ध है कि व्यावहारिक और पारमार्थिक 
सभी कार्य यज्ञादि उत्तम क्रिया-कलापके ऊपर ही निर्भर 
हैं। 

अत्यन्त प्रबल वेगशाली विष्रय-जालस्व रूप भयंकर ससे 
ग्रसित इस कराल कलिकालमें यज्ञ ही ऐसा अपूर्व पदार्थ है, 
जिसको प्राकर अनादिकालसे तीक्ष्ण वि्रय-विष्र-वासनाओंसे 
व्याप्त अन्तःकरणवाले और क्लेशकर्मविपाक-स्वरूप नाना 
प्रकारकी कष्टप्रद वासनाओंसे दग्ध होनेवाले एवं त्रिविध 
तापोसे तस्त होनेबाले मानव स्वदुःखनितर्यर्थ अभिलाषा 
करते हैं; किंतु अविद्यासे ग्रसित होनेके कारण घोर कष्टोंसे 
मुक्त होनेमे असमर्थ होते हुए भी वे यज्ञद्वारा दुस्तर संसार- 
सागरको भलीमाँति पार कर जाते हैं । मुण्डकोपनिषद्‌ ( १। 
२। ७ ) मै यज्ञको संसार-सागरसे पार ( मुक्ति) होनेके 
लिये “प्लव? अर्थात्‌ “नौका? कहा है- 


प्ळवा ह्येते अरढा यज्ञरूपाः । 


अधिक क्या, जगन्नियन्ता परमेश्वर भी यज्ञस्वरूपसे ही 
पूर्ण प्रकाशमान होता हुआ यज्ञपरायण पुरुषासे पूजित होकर 
“यज्ञपुरुष? पदसे व्यबद्दत होता है- “यज्ञो वै पुरुषः |” ( शत- 
पथ ब्राह्मण ) । उस यज्ञ-शब्दकी यौगिक व्युत्पत्ति कल्पवृक्ष- 
की तरह समस्त अभीष्टको परिपूर्ण करनेके लिये पूर्ण समर्थ 
है, तथा किसी सर्वातिशायी विलक्षण अर्थका प्रतिपादन 
करनेवाली एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है । 
“य॒ज देवपूजासंगतिकरणदानेषु' (३ | २ । ९०) 
“इस पाणिनीय धातुपाठके अनुसार यज घातुसे «नङ 
प्रत्यय करनेपर “यज्ञ” शब्द निष्पन्न होता है । वह यज्ञ विष्णु 
आदि देवताओंके पूजन; ऋषि-महर्षि एवं सजन पुरुधोंके 
सत्सङ्ग और सुवर्णरजत आदि उत्तम द्रब्योंके प्रदानद्वारा 
सम्पादित होता है; उस महामहिमशाली धार्मिक यज्ञका अनुष्ठान 
कर्तव्यरूपसे यज्ञाधिकारी मानवको अवऱ्य करना चाहिये। जैसा 
कि ऊपर कहा गया है,यर्शोमे इन्द्रादि देवताओंका पूजन तथा देव- 
सदृशा ऋषि-मुनि एवं श्रेष्ठ मानवोके सप्सङ्गका लाम और विविध 
वस्तुओका दान होता है | अतः यज्ञोम होनेवाले उक्त तीन 
प्रकारके सत्कार्योसे मानर्वोक्रै आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक--यें तीनों ताप अनायास ही समूल नष्ट हो जाते 
हँ यह धुव है। 
पूर्वकालके प्राणी यज्ञक्े वास्तविक तत्को भलीभाति 
जानते थे ओर उनके छृदयमें यज्ञके प्रति श्रद्धा-भक्तिका 


अस्तित्व था । अतएव वे समय समयपर यज्ञादि धार्मिक 
कार्य करते रहते थे, जिससे उनका तथा संसारका कल्याण 
होता रहता था । उस समय हमारा यह पवित्र भारतवर्ष 
अनेक सुख-समृद्धियोंसे परिपूर्ण था । समस्त प्राणी सर्वदा 
सवप्रकारसे सुखी रहते थे | अतिवृष्टि, अनावृष्टि; भूकम्प, 
अकालमृत्यु, महामारी प्रभ्गति रोग-शोकादिका तो लोग नाम 
भी नहीं जानते थे । किंतु आजके प्राणी समयके हेर-फेरसे 
यज्ञके महत्त्वको भूलकर यज्ञ करना तक त्याग चुके हैं । इसी- 
लिये देवगण भी हमसे असंतुष्ट हैं। देवताओंकी असंतुष्टता- 
से ही आज सारा संसार अनेकानेक कष्टोसे पीडित है । सर्वत्र 
भूकम्प, अकाल; बाढ़, महामारी आदि किसी-न-किसी प्रकार- 
की विपत्ति सर्वदा अपनी स्थिति जमाये रहती है । ऐसी 
भीषण परिस्थितिमें संसारके सर्वविध कल्याणार्थयदि कोई सीधा- 
सादा सरळ मार्ग है तो वह है यज्ञ यज्ञ ही एक ऐसा अमोत्र साधन 
है, जिसके अनुष्ठानसे देवगणकी संतुष्टि होती है और देवगणकी 
संतुष्टिसे मानव पुत्र-पोत्रादि एबं धन-धान्यादि सभी प्रकारके 


ऐइलोकिक सुखोंको प्राप्त करता है और मरनेके बाद स्वर्ग- . 


लोककी प्राप्ति करता है । 


इस पवित्र भारत-भूमिमे जबतक यज्ञोंका उचित सम्मान 
था; तबतक इसकी मर्यादा तथा सुख सराहनीय था । प्राणी- 
प्राणीमे सद्भावना थी | सर्वत्र कल्याण-ही-कल्याण दृष्टिगोचर 
होता था । जबसे नवयुगने अपनी महिमाके प्रचुर प्रसारका 
प्रारम्भ किया, तभीसे यज्ञादि कर्ममे शिथिलता आने लगी; 
जिसका परिणाम यह हुआ कि सुखके बदले दुःख, 
मर्यादाके बदले अकीर्ति, पारस्परिक प्रेमके बदले ईर्ष्या 
तथा द्वेष, द्रव्यके बदले दरिद्रताका नग्न नृत्य एवं 
नाना प्रकारके अकल्याण ही दृष्टिपथ हो रहे हैं । राजा, रङ्क, 
फकीर-समी सुख-लेशकी आकाङ्घामात्रमै ही सफल होते 
दिखायी दे रहे हैं। अतः सुस्पष्ट है कि उपर्युक्त दुःख- 
राशि एवं संसारके समस्त दुःखसमूहको आमूल-चूल 
नष्टश्रष्ट करनेवाला केवल यज्ञ ही ऐसा अव्यर्थ साधन दै 


जिसके द्वारा मानव सर्वतोभावेन सुखी और संतुष्ट हो 
सकता है । 


_ पदछ किसी समय इसी पुण्य भारत-भूमिमें समी 
नाक श्रद्धाभक्तिपूर्वक अपने श्रौत-स्मार्त यज्ञोंका 
अनुष्ठान किया करते थे | .उस समय कोई मी द्विज ऐसा 
नहीं था, जो बेदोंका स्वाध्याय अथवा वेदोक्त कर्म-- 


के मानवता और यज्ञ # ६०१ 


.-:>>>>>>>>> 














अग्न्याधान ( अग्निहोत्र ) न करता हो । इस समय सैकड़ों- 
हजारौंमै मी दूँढ़नेसे यथाविधि अग्निहोत्र करनेवाला कोई 
“अग्निहोत्री? नहीं दिखलायी देता । सेकड़ों-हजारोंमें भी 
कोई सोमपान करनेवाला “सोमयाजी? नहीं दिखलायी देता | 

वर्तमान कराल कलिकालके भयंकर प्रभावसे अत्यल्प 
संख्यामै गिने-चुने याशिक दिखलायी देते हैं । आज तो वेदके 
एक अक्षरको भी न जाननेवाले अपनेको 'महावेदिक! और 
“यज्ञ! शब्दार्थतकको न जाननेवाले अपनेको 'महायाशिक? 
बतलानेवाले अधिक मिलते हैं । दर्श-पूर्णमासकी मी प्रक्रियाको 
न जाननेवाले अपनेको “अश्वमेधयाजी? कहनेका दुस्साहस 
करते हैं । 

अस्तु, अन्तमे मेरी भूतभावन श्रीविश्वनाथजीके 
चरणमै प्रार्थना है कि यह देश पुनः अपनी प्राचीन उन्नतिके 
लिये अग्रसर हो, घर-परमें त्रेताग्नियाँ प्रज्वलित हाँ सब लोग 


पुनः अपने मुख्य धर्म यज्ञादिपर आरूढ़ हों) देवगण तृप्त 
हाँ, तृप्त देवगण मानवमात्रको अभीष्ट फल प्रदान करें । 
भारतीय आयंजातिमें परस्पर प्रेमाधिक्य हो तथा यह भूमण्डल- 
मनय पवित्र भारत-भूमि एवं आर्यजाति पुनः 'सत्यमेव 
जयते नानृतम्‌? के अवलम्बसे विश्वविजयी बने । 

हमने लेख-विस्तारके भयसे ज्ञानपूर्वक यशदाब्दके 
विभिन्न अर्थ, यज्ञके क्षण, यज्ञके भेद और यज्ञके अधिकारी 
आदि विषयोंकी चर्चा इस लेखमें नहीं की है। अतः 
विशेष जिज्ञासुओंको हमारी रचित 'यज्ञमीमांसा' तथा 
“यज्ञ-माहात्म्य? पुस्तकें देखनी चाहिये | यदि हमारे “मानवता 
और यज्ञ” इस लघु लेखकों पढ़कर कल्याणके कल्याणकामी 
पाठकवर्ग मानवता और यज्ञके प्रति श्रद्धान्वित हो गये 
तो में अपना परिश्रम सफल समझूँगा । 

॥ ७ शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !|| 


+— ७ — 


मानवता ओर यज्ञ 


( हेखक--स्वामी शीलक्ष्मणाचा्यंजी ) 


मानवताका विकास यरे द्वारा ही हुआ है । यद्यपि आज 
इम नये-नये वैज्ञानिक आविष्कारोंकी चकाचौंधर्मे अपने पूर्वजोंकी 
देनको भूलते जा रहे हैं; तथापि जब कमी हम उन पूर्वजोंकी 
मानवहितकारिणी प्रतिभापर विचार करते हैं, तब हमारा हृदय 
आमारसे दब जाता है । मानवताके पुजारी ऋषि-मुनियोंने जो 
कुछ किया, प्राणिमात्रके हितके लिये किया । पर आज जो 
कुछ भी हो रहा है प्राणिमात्रके संहारके लिये हो रहा है ! 


आजका प्रबुद्ध वैज्ञानिक जगत्‌ अभिको विमाजक द्रव्य 
( ढिस्ट्रव्यूटर ) मानता है । इनका कहना है कि अभिमे 
पड़कर कोई भी पदार्थ जलता नहीं; अपितु सुक्ष्म होकर कई 
भागोमे विभक्त हो जाता है। ठीक इसी मान्यताको आजसे 
कई हजार वर्षों पूर्व हमारे ऋषियोंने मूर्तिमती करके दिख- 
लाया था । 

ऋषियोंकी मान्यता थी कि स्थूलसे सूक्ष्मे अधिक 
शक्ति होती है । इन्हीं विचारोपर भारतीय दर्शनोका जन्म हुआ 
है प्रकृतिका भी यही नियम है । प्रथ्वी स्थूळ होनेके कारण 
एक बीजको एक बारमै बीससे सौ गुनातक बना देती है । 
इधर जल प्रथ्वीसे सूक्ष्म होनेके कारण एकको हजारगुना- 
तक बना देता दै । परंतु ये दोनों तत्त्व संयोगज हैं; अतः 


मा० अं० ७द- 


इनमें परस्परापेक्षत्व अपेक्षित है । अग्नितत्त्व इन दोनोंसे 
सूक्ष्म होनेके कारण एक पदार्थको लाखों अंशोंमें विभक्त 
कर देता है । इस रहस्यको ऋषियोंने पूर्णतया समझ लिया 
था । इतना ही नहीं, उन लोगोंने तो यह भी निश्चित कर 
लिया था कि अभिमे पड़कर कौन द्रव्य किन-किन रूपोमे 
विभक्त होते हैं और उनकी गति क्या होती है तथा विभक्त 
होकर विकसित हुए उन परमाणुओंकी शक्तियांका उपयोग 
कैसे किया जा सकता है | सम्भवतः इसी ज्ञानने यश-युगको 
जन्म दिया होगा। 

गह्यसूत्र तथा ब्राह्मण-अन्थ और पुराणोंमें यज्ञके खयि 
जो भिन्न भिन्न विधान और प्रथकट्रथक सामग्रियोंके वर्णन 
आये हैं, उनसे यह निश्चित होता है कि ऋषिलोग 
अभिमे विभिन्न द्रव्योकी आहुति देकर अपने अभिलषित 
पदार्थको प्राप्त कर लेते थे । कुछ समय बाद तो यह कार्य 
इतना सुगम हो गया था कि समाजकल्याण तथा व्यक्तिः 
कल्याण भी यच्चदवारा पूर्ण होने लगा । 

जब कमी देश, धर्म और समाजपर कोई आपत्ति आयी) 
उसी समय उसके निवारणार्थ उपयोगी द्रव्योद्वारा यश 
करके आयी दुई आपत्तिको दूर कर दिया गया । इसी प्रकार 





६०२ 





किसी व्यक्तिको यदि कोई रोग या मानसिक कष्ट हुआ, 
बस, उसी समय यज्ञद्वारा उसे स्वस्थ बना दिया गया । इसी 
प्रकार धीरे-धीरे यज्ञद्वारा प्रजनन, मृत्यु और प्रकृतिपर भी 
अधिकार प्रास कर लिया गया था। उस समय इसी बलपर 
ऋषियोने यह घोषणा कर दी थी-- 


काळे वेतु पर्जन्यः एथिवी सस्यशालिनी । 
लोकोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥ 


---इस घोषणामे कितनी मानवता निहित है; इसे पाठक 
स्वयं विचार सकते हैं । 


अब रही बात अभिद्वारा शक्ति प्राप्त करनेकी क्रियापर 
विचार करनेकी | पूर्वमीमांसा तथा उसे उपबृंहण करनेवाले 
अन्थोको देखनेसे पता चलता है कि ऋषियोंको सभी पदार्थोके 
परमाणुओंका पूर्ण शान हो गया था तथा उनके संयोग और 
वियोगद्वारा होनेवाले कार्योका भी पूर्ण शान प्राप्त था। इसी- 
लिये यश्ञोम विभिन्न द्रव्योके विधि-निषेधकी सूची निश्चित कर 
दी गयी थी । 


ऋषियोंकी मान्यता थी कि प्रत्येक द्रब्यके सूक्ष्म अणु 
साठ मागोंमे भेंट सकते हैं ओर उनके साठवें भागको वे 
शुद्ध परमाणु मानते थे तथा इनपर उनका पूर्ण अधिकार 
था। इन परमाणुओंपर पूर्ण अधिकारके ही फल भारतीय 
दिव्य अस्न-शाञ्जोंके समूह थे। विश्वामित्र प्रभ्नति ऋषि तो 
इन्हीं परमाणुओंके संयोगद्वारा स्थूल सुष्टिका निर्माण करनेमे 
सफल हो गये थे । अस्तु ! 


ऊपर बतलाया गया है कि अग्निमें पड़नेके बाद कोई भी 
द्रव्य जळता नहीं, अपितु कई भागोंमें विभक्त हो जाता है 
और इसका पूर्ण ज्ञान ऋषियोंको प्राप्त था । वे लोग यह भी 
समझ गये थे कि अभिद्वारा सूक्ष्म किये गये परमाणु प्रथ्वीके 


ह पि 
कै मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका + 


आ... \_\_\_\_V 


आकर्षणसे मुक्त हो जाते हैं । कारण, आकर्षण स्वजातीय 
र्यके संयोगसे ही होता है । अमिद्वारा विभक्त परमाणु प्रध्वी- 
की स्थूलतासे तथा उसकी तन्मात्रासे भी मुक्त हो जाते हैं। 
इसीलिये उन्हें ऊपर उठनेसे पृथ्वी रोक नहीं पाती । 
उपर्युक्त कारणसे ही उन्हें वायु और अम्र मी रोक नहीं पाते । 
अतः वे परमाणु निर्बाध होकर सूर्यकी किरणोंके सहारेसे 
सूर्यमण्डलकी ओर बड़ी तीव्र गतिसे चलने लगते हैं । फिर 
तो कुछ ही कालमें वे सूर्यमण्डले पहुँच जाते हैं । यह 
निर्विवाद सत्य है कि अभि सूर्यका प्रतिनिधि है और सूर्य 
अम्निसे लाखों गुना अधिक उष्ण एवं शक्तिशाली है । अतः 
अग्निद्वारा विभक्त परमाणु सूर्यमें पहुँचनेपर फिर हजारों 
अंशोंमे विभक्त हो जाते हैं। इसके बाद अति सूक्ष्म होनेके 
कारण फिर वे सूर्य-किरणोंके दबावसे नीचेकी ओर चल पड़ते 
हैं ओर एथ्वीपर आकर जल, औषध आदि विभिन्न पदार्थों- 
पर,गिर जाते हैं। फिर इन्हींके द्वारा शक्ति और सुष्टिका 
विकास होता है। इसी बातको स्पष्ट करते हुए मानवताके 
आदिम पुजारी ऋषियोंने कहा था-- 


अझौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । 

आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरनं ततः प्रजाः ॥ 

यहाँ “बृष्टि' शब्द उन्हीं परमाणुओंकी वृष्टिके अर्थमें 
प्रयुक्त हुआ है । इसी क्रमसे ऋषिलोग जब जिस वस्तुकी 
आवश्यकता समझते थे, उसे शीघ्र ही बरसा देते थे | बस, इसी 
प्रकार वे लोग जनताके लिये सुख, शान्ति और समृद्धिकी 
अभिबृद्धि किया करते थे | आज यज्ञकी उपादेयताको न 
समझनेके कारण हम उसे भले ही तुच्छ समझें या भूल 


` जाये, किंतु एक दिन इसीने मानवताका उत्थान किया था 


और अब भी यदि उसका सबिधि प्रयोग करें तो आज भी बह 
हमें दीर्घजीवी और सुखी बना सकता है | 


——2 Rese ... 


भक्तिहीन जीवन 
भगति बिन हैं सब लोग निख्‌ टू । 
आपसमे लड़िबे भिड़िवे को, 
नित उनकी मति भ्रमत रहत है, जैसे लोलुप लरटू । 
नागरिया जगमे चे उछरत जिहि बिधि नरके बरू ॥ 


+e 4- 


~ जंगी 
जैसे जंगी ठ्ठट्र ॥ 


-नागरीदासजी 


) 


PS 
2220012 >>>>>>>>- ज्म्य 


क कामायनीम मानवताळा स्वरूप # 





६०३ 








कामायनीमें मानवताका स्वरूप 


( लेखक--श्रीगोविन्दजी एस्‌०ए० ) 


यदि हम भारतीय साहित्यकी ओर दृष्टिपात करें तो हम 
पायेंगे कि वह विशेषरूपसे जीवनके शिव-पक्षकी ओर ही 
उन्मुख रहा है। क्या वेद, क्या उपनिषद्‌, क्या रामायण) क्या 
महाभारत) क्या पुराण, क्या मागवत--समी ग्रन्थामे शिवम्‌" 
की अजस्न-धारा प्रवाहित होती रहती है। जैनधर्म-सम्बन्धी 
ग्रन्थों) बौद्धधर्म-सम्बन्धी ग्रन्थों) संस्कृतके महाकाव्यों) खण्ड- 


काव्यो; नाटकों) निबन्धों इत्यादिमे “शिवम्‌? की पुण्य- . 


सलिला भागीरथी जीवनको परिमार्जित करती हुई, भारतीय 
संस्क्रतिकी धाराको हृदयंगम करती हुई अदम्य वेगसे 
निरन्तर बहती रहती है । सिद्धो एवं नाथपंथियोंका 
साधनामूळक साहित्य हो या संतोंक्रा झानमूलक साहित्य 
सूफिर्योका प्रेममूलक साहित्य हो या मक्तोंका भक्तिमूलक 
साहित्य, आधुनिक कालका व्यक्तिपरक साहित्य हो या 
समाजपरक साहित्य--सभीमे जीवनका ऐसा कल्याणकारी 
तत्त्व छिपा है, जो निरन्तर मानवताको विकासकी ओर ले 
जा रहा है | यदि हम सूक्ष्म दृष्टिसे देखें तो समग्र भारतीय 
साहित्य ही जीवन एवं मानवताके विकासकी जीती-जागती 
कहानी है । 

प्रसादजीद्वारा रचित “कामायनी?  हिंदी-साहित्यका 
ऐसा महाकाव्य है? जो भारतीय साहिंत्यम एक ज्योतिः-स्तम्म- 
की तरह खड़ा होकर मानवताके स्वरूप तथा उसके 
विकासकी कहानीको दुहरा रहा है और चिरकालतक ढुहराता 
रहेगा । कामायनीकी कथा उस आदिपुरुष मनु और 
आदिनारी श्रद्धाकी कहानी है, जिससे मानव-सृष्टिका 
बिकास हुआ है । मनु और श्रद्धाका उल्लेख अनेक पौराणिक 
तथा ऐतिहासिक ग्रन्थौमे आया है । ऋग्वेद, छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि ग्रन्थोमे मनु और श्रद्धासे 
सम्बन्धित अनेक कथाएँ, बिखरी पड़ी हैं । प्रसादजीने अपने 
महाकाव्यकी कथाका आधार शतपथ ब्राह्मणके मनु और 
श्रद्धाको ही बनाया है । उन्होंने आदिपुरुष मनुको ऐतिहा- 
सिक पुरुष माना है और उन्हींसे मानवताका विकास भी । 
“कामायनी के आमुखमै वे लिखते हैं--“आर्य-साहित्यमें 


मानवोके आदिपुरुष मुका इतिहास वेदोंसे लेकर पुराण 


और इतिहासोमे बिखरा हुआ मिलता है । श्रद्धा और 
मनुके सहयोगसे मानवताके विकासकी कथाको” रूपकके 


आवरणमे, चाहे पिछले कालमै मान लेनेका वैसा ही प्रयत्न 
हुआ हो; जैसा कि सभी वैदिक इतिहासोंके साथ निरुक्तके 
द्वारा किया गया, फिर भी मन्वन्तर अर्थात्‌ मानवताके नवयुग- 
के प्रवर्तकके रूपमै मनुकी कथा आर्योकी अनुभुतिमै 
दृढ़तासे मानी गयी है; इसलिये वैवस्वत मनुको ऐतिहासिक 
पुरुष ही मानना उचित है ।' 

प्रसादजीने कामायनीकी कथाको ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमिपर प्रतिष्ठित किया दै, किंतु घटनाओकी प्राचीनता 
तथा अतिरञ्जनाके कारण ऐतिहासिकताके साथ-साथ उसमें 
खूपकका भी समावेश हो गया है । प्रमुख पात्र ऐतिहासिक 
ही नहीं वरं मानव-बृत्तियोके प्रतीकरूपमे मी दिखाये 
गये हैं । इससे यह ज्ञात होता है किं प्रसादजीने कामायनी- 
के माध्यमसे इतिहासके मर्ममै मानव-बृत्तियोके विकासकी 
मी चेष्टा की है और उसमें पूर्णरूपसे सफलीभूत हुए हैं । 
“आमुख! मे उन्होने लिखा है-“मनु, श्रद्धा और इडा 
इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक 
अर्थकी मी अभिव्यक्ति करें तो मुशे कोई आपत्ति नहीं । 
मनु अर्थात्‌ मनके दोनों पक्ष--हृदय तथा मस्तिष्कका सम्बन्ध 
क्रमशः श्रद्धा ओर इड़ासे भी सरलतासे लग जाता दै ।? 


कामायनी महाकाव्यका नायक मनु नहीं, बल्कि श्रद्धा 
उसकी नायिका है । श्रद्धा कामगोत्रकी बालिका है, इसीलिये 
श्रद्धानामके साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है । प्रसादजीने 
नायिकाके नामपर ही अपने काव्यका नाम (कामायनी? 
रखा है । नायिका श्रद्धा ऐसी नारी है, जिसमें नारीत्व अपने 
जरम उत्कर्षके साथ पुरुष ( मनु ) को अपनी सीमासे बॉधकर 
सुरक्षित रखे दै ओर अपने माधुर्य तथा स्नेहसे उसे आशा 
एवं कर्मके जीवनकी ओर अग्रसर करती है । आदर्श नारी 
भ्रद्धाके कथनोंद्वारा ही प्रसादजीने मानवताके स्वरूपको 
उपस्थित किया है और उसके विकासका संदेश दिया है | 


महाप्रलयके पश्चात्‌ मनु चिन्ता’ शोक एव निराझाके 
सागरमे वे हुए हैं । उन्हें अपने विगत विलासमय 
जीवनपर अत्यन्त ग्लानि उत्पन्न हो रही है। pa नि 
एवं क्षणमङ्कुरताको सोचकर तथा इस विशालं 
अपनेको असहाय तथा एकाकी पाकर उन्हे अपने जीषनके 


६०४ ओ मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका ५: 








प्रति वितृष्णा होती जा रही है। वे कर्ममय जीवनसे विमुख 
होनेकी बात सोचते हैं। तभी अचानक उनकी श्रद्धासे भेंट होती 
है । सनुको क्लान्त, हताश एवं चिन्तित देखकर उन्हे 
मानवोचित कर्म करनेका संदेश देती हुई श्रद्धा कहती है-- 


दुःखके डरसे तुम अज्ञात जटिरताओंका कर अनुमान । 
कामसे झिझक रहे हो आज, भविष्यत्से बनकर अनजान॥ 
कर रही हीरामय आनन्द, महा चिति सजग हुई-सी व्यक्त । 
बिश्वका उन्मीझन अभिराम, इसीमें सब होते अनुरक्त ॥ 
काम मङ्गरुसे मण्डित श्रेय, सगै इच्छाका है परिणाम । 
तिरस्कृतकर उसको तुम भूर, बनाते हो असफल भवधाम ॥ 
> > x x 
जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगतकी ज्वालाओंका मूळ | 
इशका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल ॥ 


मनुके मनभें निराशा अत्यन्त गाढ़ी होती जा रही है। 
उनको अपना जीवन निरुपाय दिखायी दे रहा है। इस 
एकाकी जीवनमै उन्हे कहीँ भी सफलता दृष्टिगोचर 
नहीं हो रही है । बे निष्क्रिय, निष्पन्द, अगतिशील बनकर 
मूर्तिवत्‌ बेठे हैं । श्रद्धा मानवताके विकासके निमित्त अपने- 
को समर्पित करती हुई उनसे कहती है-- 
एक तुम, यह विस्तृत मूखण्ड, प्रकृतिवैमव से भरा अमन्द । 
कर्मका भोग, भोगका कर्म, यही जडका चेतन आनन्द ॥ 
x > x x 
डरो मत, ओर अमृत-संतान, अग्रसर है मङ्गलमय वृद्धि । 
पूर्ण आकर्षण जीवन केन्द्र, खिंची आयेगी सकल समृद्धि ॥ 
चेतनाका सुन्दर इतिहास, अखिर मानव भावोंका सत्य। 
विठवके हृदस-पटरुपर दिव्य अक्वरोसे अङ्कित हो नित्य॥ 
दिघाताकी कल्याणी सृष्टि सफळ हो इस मूतरुपर पूर्ण। 
पे सागर, बिखर प्रह-पु्, और ज्वाठामुखियाँ हो चूर्ण ॥ 
उन्हें चिनगारी सब्श सदर्ष कुचरुती रहे खड़ी सानन्द | 
आजसे मानवताकी कीतिं, अनिलमूरजलमे रहे न बंद ॥ 
xX > > 
विठ्वकी दुर्बलता बरु बने, पराजयका बढ़ता व्यापार । 
हँसाता रहे उसे सुबिकास, शक्तिका क्रीडामय संचार ॥ 
शक्तिके विद्युकरण, जो व्यस्त, विकर निखरे हैं, हो निरुपाय । 
समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाय ॥ 


श्रद्धाके आगमनके पूर्व मनु निराश, उद्‌भ्रान्त एवं 
किंकर्तव्यविमूढ हो रहै थे । श्रद्धाने अपने समर्पण तथा 





मानवताके विकासका संदेश देकर उन्‍हें जीवनके नये मोड़पर 
ला दिया | उसका अगाध विश्वास, सेवा, दया, स्नेह; ममता 
इत्यादि पाकर उनका जीवन आशा एवं उत्साहसे भर गया 
और उनके गतिहीन जीवनमै गति आ गयी । वे श्रद्धाके 
साथ ग्रहस्थ-जीवन व्यतीत करते हुए कर्म करनेकी ओर 
प्रवृत्त हुए । किंतु इसी बीच एक घटना घटित हुई । 
श्रद्धाने कर्म करनेका जो उपदेश दिया था, उसका उन्होंने 
आन्त अर्थ लगाया और हिंसापूर्ण कायाँकी ओर प्रवृत्त हुए । 
असुर पुरोहित किलाताकुलिक्री प्रेरणासे हिंसापूर्ण यज्ञ करने 
तथा जीर्वोका वध करने लगे । मनुके अमानवीय कार्यसे 
क्षुब्ध होकर श्रद्धा मन-ही-मन सोचती है-- 


यह विराग सम्बन्ध हृदयका, केसी थह मानवता ! 
प्राणीको प्राणीके प्रति, बस, बची रही निर्ममता ! 
जीवनका संतोष अन्यका रोदन बन हँसता क्यों १ 
एक-एक विश्राम प्रगतिको परिकर-सा कसता क्यों ! 


फिर वह मनुसे कहती है-- 


ये प्राणी जो बचे हुए हैं, इस अचला जगतीके \ 
उनके कुछ अधिकार नहीं, क्या वे सब ही हैं फीके १ 
मनु । क्या यही तुम्हारी होगी उज्ज्वरु नव मानवता १ 
जिसमें सब कुळ के ठेना हो, हंत ! बची क्या दावता ॥ 


्बार्थकी भावनाके कारण मनु परमार्थ एवं पर-सुखको 
भूल जाते हैं | उन्हें केवल अपना ही सुख दिखायी देता है । 
जीवनकी सार्थकता उन्हें केवल स्वार्थ साधन तथा आत्म- 
सुखमें ही प्रास होती है। अपने सुख एवं स्वार्थमे वे इतने अंधे 
हो रहे हैं कि उन्हें अन्यका हित तथा अहित- कुछ भी दिखलायी 
नहीं पड़ता | विछासकी मात्रा भी उनके जीवनमे अधिक 
होती जा रही है । विलासमय जीवनके कारण देवपदसे भ्रष्ट 
होनेपर भी विलासकी कुरूपताका शान उन्हें नहीं होता । 
इन्द्रियोंकी तृतिरमे ही वे जीवनकी सफलता समझते हैं । श्रद्धासे 
वे कहते है-- 


तुच्छ नहीं है अपना सुख भी, श्रद्धे | वह मी कुछ है । 
दो दिनके इस जीवनका तो वही चरम सब कुछ है ॥ 
इन्द्रियो अभिराषा जितनी, सतत सफलता पाये । 
` जह हृदयको तृषि विलासिनि, मधुर-मधुर कुळ गाये ॥ 


मनुकी ये सार्थपरक बातें श्रद्धाके मनमै 
तीर-सी लगती 
हैं । वह अत्यन्त बिइल होकर सविनय मनुसे कहती है-- 





4 





|") 


# परमेश्वर समझगे अति प्यारा * 








अपनेमें सब्र कुळ मर केसे व्यक्ति विकास करणा ९ 
यह एकान्त स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा ॥ 
औरोंको हेसते देखो मनु, हँसो और सुख पाओ । 
अपने सुखको विस्तृत कर छो, सबको सुखी बनाओ ॥ 
स्चना-मूरक सृष्टि-यज्ञ यह यज्ञपरुषा जो हे 
संसुतिसेवा भाग हमारा, उसे .विकसनेको है ॥ 
सुखको सीमित कर अप्नेमें, केवळ दुख छोड़ोंगे । 
इतर प्राणिर्यॉकी णीडा रुख, अपना मुंह मोडोगे ॥ 
> > > 
सुख अपने संतो'के हिथे, संग्रह मूळ नहीं है \ 
उसमें एक प्रदर्शन जिसको देखें अन्य वही हे ॥ 
निर्जनमें क्या एक अकेले तुम्हें प्रमोद मिलेगा 
नहीं इसीसे अन्य हृदयका कोई सुमन खिलेगा ॥ 
सुख समीर पाकर, चाहे हो वह एकान्त तुम्हार \ 
बढ़ती है सीमा संसृतिकोी बन मानवता-धास ॥ 
किंतु मनु श्रद्धाकी बातोपर तनिक भी ध्यान नहीं देते । 
अब उनका अहं भी विद्रोह कर उठता है । श्रद्धा एक 
पुत्रको जन्म देती दै । उसका मातृत्व प्रस्फुटित हो उठता है 
और वह अपने पुत्रकी ओर कुछ अधिक ध्यान देने लगती 
है । मनु एकमात्र अपना ही अधिकार श्रद्धापर चाहते हैँ । 
श्रद्धाको अपनी ओरसे उदासीन समझकर ( यद्यपि 
वास्तविकता यह नहीं दै ) वे चुपकेसे भगकर सारस्वत नगर 
चले जाते हैं और वहाँकी रानी इड़ाके सहयोगसे नये 
साम्राज्यका निर्माण करते हैं । वे केवल साम्राज्यसे संतोष 
नहीं करते, बल्कि इड़ापर भी अपना अधिकार जमाना चाहते 
हैं। इड़ा भी उनकी स्वार्थपूर्ण भावनाकी ओर संकेत करती है, 
किंतु वे कुछ समझते नहीं । परिणाम यह होता है कि प्रजा 
विद्रोह कर बैठती है । संघर्षमें वे आहत होकर मूच्छित हो 
जाते हैं । इस विष्ठवका भयंकर स्वप्न देखकर श्रद्धा अपने 
पुत्र मानवको लेकर मनुको खोजने निकल पड़ती है । वह उस 


// a 


1५ 


८“: 


६०५ 











पड़े हैं और इड़ा उनकी परिचर्या कर रही दै । श्रद्धाको 
देखकर मनु ग्लानिसे भर जाते हैं ओर एक रातको बिना 
किसीसे कुछ कहे वहाँसे भाग निकलते हैं | श्रद्धा इडा और 
मानवका परिणय-सम्बन्ध स्थापितकर सारस्वत प्रदेशमे राज्य 
करनेके लिये छोड़कर फिर मनुको खोजने चल देती है । मनु 
उसे एक गुफामै साधना करते मिलते हैं । वहाँसे वह उन्हे 
लेकर तथा अपने स्नेहका सम्बल देकर कैलासकी ओर चल 
देती है । मार्गमें मनुको तीन बिन्दु इच्छा, ज्ञान ओर कर्मके 
दिखायी पड़ते हैं । मनुके पूछनेपर श्रद्धा उनका रहस्य 
समझाती है । उसके हँसते ही तीनों बिन्दु एकाकार हो जाते 
हैं और फिर चारों ओर आनन्द-ही-आनन्द छा जाता है । 
मनु इस आनन्दका दर्शन करते है । इड़ा तथा मानव भी 
अपनी प्रजासहित इस आनन्द-लोकमै विचरते दृष्टिगोचर 
होते हैं । मनु अपने कुठम्बियों तथा प्रजाको आनन्द-लोकर्म 
देखकर गद्द हो जाते हैं और उनमें मानवताका वास्तविक 
रूप तेजोमय हो उठता है । उनके मुखसे बरबस निकळ 
पड़ता है-- 
मनुने कुछ-कुछ मुसक्याकर कैलास ओर दिखकाणा । 
बोळे देखो कि गहाँपर, कोई भी नहीं पराया॥ 
हम अन्य न और कुटुम्वी, हम, केवर एक हमी हैं \ 
तुम सब भेरे अवयव हो, जिसमें कुछ कमी नहीं है ॥ 
जापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है। 


जीवन-वसुधा समतर है, समरस है, जो कि जहाँ है ॥ 
> > र > 
अपने सुख-ढुखसे पुलकित यह भूतै बिव सचणचर \ 


चितिका विराट वणु मङ्गल, यह सत्य सतत कषिर्सुन्दर ॥ 

सरकी सेवा न पराई वह अपनी सुख-संसुति है \ 

अपना ही अणु-अणु कण-कण, दयता ही तो विस्मृति है ॥ 
> > > 

छब भेदभाव भुक्वाकर, दुख सुखको व्देय बनाता \ 





स्थानपर पहुँचती है, जहाँ मनु घायल होकर अचेत अवस्थामै मालव: कह रे । यह में ह गर नि 
~= ET 


अपना सुख दे. 
निज सुख दान करो 
परमेश्वर 


CELL 


परमेश्वर समझेंगे अति प्यारा 


डुःख पराया जिसका छत हो 
पर-दुख हरता 
सबको? दुख 
तुमको समझेंगे अति प्यारा ॥ 


वह है बडा अभागी | 
मानव वही सुभागी ॥ 
सबका ले लो सारा । 


LL 





६०६ 





# मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका * 


मानव-निर्माणकी योजना 


( प्लानिंग ऐंड डिवेलपमेंट बोडे ऑफ ऑल राजस्थान, दिनाङ्क १२ अगस्त १९५८ की बैठकमें बोर्ड सदस्य महाराज श्रीशिव- 
दानसिंहजी शिबरती, उदयपुरद्वारा पेश किया गया एक सुझाव ) 


हमारी पञ्चवर्षीय, योजना गत सात वर्षासे चालू है ओर 
इस अवधिमै कई विभिन्न क्षेत्रोमें राष्ट्रनिमाणके लघु या 
विशाल पैमानेके कार्य सम्पादन हो चुके हैं तथा हो रहे हैं । 

परंतु मेरी मतिके अनुसार ये सब होते हुए भी एक 
बुनियादी खामी रहती चली आ रही है, जिसकी पूर्तिके बिना 
यह सारा काम अधूरा-सा रहेगा। मेरा मतलब यह कि 
जबतक हरेक व्यक्ति 'मानवताका मूल्याङ्कन? करना प्रारम्भ 
नहीं करेगा, तबतक इस सारे परिश्रमकी बुनियाद नहीं सुधर 
पायेगी । 


मानवताका अर्थ है--दूसरेकी उन्नतिको अपनी ही 
मानकर वैसा ही महत्त्व देना तथा यह दृढ निश्चय हो जाना 
कि समाजके हितमै ही मेरा सच्चा स्वार्थ निहित है। तभी 
सही मानवका निर्माण होगा ओर वे ही मानव राष्ट्र-निर्माण- 
की मजबूत नींव रख सकेंगे; अन्यथा आजबनाया) कल गिर 
गया- यह ताँता चलता ही रहेगा । 


क्योंकि इट; पत्थर, सीमेंट, इस्पात-जैसी केवल जड 
वस्तुओसे ही देशका निर्माण सम्भव हो तो उसी समय 
हाइड्रोजन, एटम तथा उसी तरहकी अन्य जड बस्तुओंसे उसका 
बिनाश मी असम्भव नहीं है | ऐसी प्रगति तो जडतासे 
जडताकी ओर ही ले जानेवाली है । 


आज इस केवल भौतिकवादी मशीन-युगकी तरक्कीका 
परिणाम हम देखते हैं क्रि बावजूद सारी चेष्ठाओंके 
जन-जीवन अहर्निश भय; अविश्वास तथा द्ैेषका शिकार 
बना जा रहा है । देशमै जातीय, प्रान्तीय, दलगत) भाषा- 
सम्बन्धी) साम्प्रदायिक एवं व्यक्तिवादी-जेसी परस्पर 
द्वेषोत्पादिनी विचारधारा उत्तरोत्तर पनपती जा रही हैं । 


हमारे न चाहते हुए भी इस नितान्त भौतिक कल्याण- 
कारी समाज त्रनानेकी दौड़-धूपके पीछे एक भारी प्रतिक्रिया 
मनुष्यकी विचार-शैलीको प्रभावित करती जा रही है 
वह है जरूरतसे ज्यादा पैसेको महत्त्व देना; क्योंकि जब 
प्रत्यक्ष देखनेको मिलता है कि राज्य केवल अर्थको ही निर्माण- 
का मूल साधन मानकर अनेक कर तथा कजे दिन्रतिदिन 
वसूल कर रहा हैः तव स्वाभाविक ही सर्वसाधारणमै 


भी आवश्यकतासे अधिक पेसेका आकर्षण घर कर जाता है; 
जिसका परिणाम यह होता है कि वे अपनी विभिन्न परिस्थिति 
तथा प्रकृतिके अनुसार या तो सामूहिक रूपसे सरकारपर 
हड़ताल) तोड़फोड़, ऐजीटेशन-जैसा दबाव डालकर अपना 
अर्थसिद्धिका प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं अथवा चोरी, 
डकैती, रिश्वतखोरी, स्मग्लिंग, कालाबाजारी, नकली उत्पादन 
आदि अनर्थपूर्ण व्यवसायोंद्वारा चाहते हैं कि मैं या हम ही 
क्यों न ये सारे कल्याणकारी सुख अपने लिये येन-केन 
प्रकारेण बटोर लें । 

इसका परिणाम यह होता है कि जेसे भारत-साधुसमाज, 
अद्धूतोद्धार, पिछड़ी जातियोंके कल्याणकी योजना; भारत-सेवक- 
समाज) रेसक्यू-भवन, आमोन्नति आदि समाज-कल्याणकारी 


प्रवृत्तियोमे भी सेवाभावी लोगोंकी जगह विशेषतर पद, धन "£ 


तथा अर्थपूजकोंका बोलबाला रहने लग जाता है । 


हाँ, यह सत्य है कि सभी लोग त्यागी, वैरागी या अनासक्त 
नहीं होते; परंतु वर्तमानमें तो यह अर्थासक्ति अपनी 
मर्यादाको पूरे तोरसे अतिक्रमण कर गयी है । इसका 
कारण यह है कि जब सभी वासनाओंकी पूर्तियाँ अर्थद्वारा ही 
होती नजर आती हैं, तब पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-भाई) 
राष्ट्रराष्ट्रियता, गुरु-शिष्य, दया-धर्म; कर्तव्य, मान; व्यवहार--- 
समीमै स्वाभाविकतया स्नेह, अपनत्वको तिलाञ्जलि दौ जाकर 
सारे सम्बन्ध द्रव्यक्री टकसालपर परखे जाने लो हैँ । 


अतः वास्तविक शान्ति तो मनुष्यको तभी मिलेगी, जब वह 
यह समझ जायगा कि दूसरोंको सुखी बनानेमै किया हुआ उसका 
त्याग विशेष लाभकारी होगा और तभी वह भी स्वयं सच्चे 
अर्थमै सुखी हो सकेगा । 

ऐसी भावना उत्पन्न किये बिना, चाहे आप हिमालयके 
शिखरपर चढ जाइये, दक्षिण धुवके सभी धनको खोद लाइये, 
शीघगामी विमान, राकेट या स्पुल्निकद्वारा चन्द्रादि ग्रहोंमें 
पहुँच जाइये, सम्मेलन-पर-सम्मेलन--यहाँतक कि “शिखर- 
सम्मेलन? भी कर डालिये, पैक्ट कीजिये, अनाप-शनाप धन 
बटोरिये, पदाधिकार प्रात कीजिये; परंतु इस तरहसे जितनी 
भी भौतिक समृद्धि बढ़ती जायगी; वह नीरस होगी तथा 








ऋ वही सब कुछ है % 


"स्पर ~ 


घृणा) विद्वेष; ईर्ष्या; प्रतिस्पर्धा और नये-नये युद्धोकी जन्म 
दात्री बनती रहेगी । 

इसलिये इन सबका निरूढ रहस्य यह है कि हमें इन 
उत्पादन-कार्योंकी क्षमताके साथ-साथ “मानवता-उत्पादन? की 
क्षमताके कार्योंकी योजना क्रियान्बित करनी होगी, जो सारी 
दूसरी योजनाओंकी यथार्थ सफलताकी कुंजी है । 


अतः इस मानवता-संचार या दूसरे शब्दोम नेतिक उत्थान 
( Mora] 111६ )-योजनाकी रूपरेखाको तैयार कर हमे 
एक परिषद्का गठन करना होगा । परंतु ऐसा करनेमे यह 
सावधानी रखनी होगी कि इसमें ऐसे तत्त्व न हों, जो धर्म, 
साधुता या सेवा-संगठनके बहाने किसी राजनीतिक अर्थसिद्धिका 
खेल खेलना चाहते हो । 


अतः इस चयनके लिये यह बोर्ड एक द्विसदस्यीय) एक 
संयोजकवाली सब-कमेटीका निर्माण करे । 


इस सब-कमेटीका यह कार्य होगा कि वह ऐसे वीतराग 
महान्‌ आत्माओं--जैसे श्रीबिनोवाजी, सर्वसेवा-संघ तथा 
सर्वोदयमै निष्ठावान्‌ सजन और श्रीजयदयालजी गोयन्दकाः 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, पूज्य स्वामीजी श्रीशरणानन्दजी 
आदि-जैसी हस्तियोसे, सम्पर्क स्थापित करे, जिन्होंने सभी 
आकाङ्काओं एवं प्रहोभनासे ऊपर उठकर जनताके नैतिक 
उत्थानके हेतु सारा जीवन लगा दिया है; और उन 
महानुभावोंका मी सहयोग प्राप्त करे? जो श्रीमहात्मा गांधीजी- 
के सम्पर्कमै रहे हैं अथवा जिन्होंने उनकी कृतिया पढ़कर 


६०७ 








जिनको क्रियान्वित करनेसे अमानवीयता, जिसने उग्र रूपसे 
हमारे अंदर डेरा जमा लिया है और कुत्सित वत्ति, जिसको 
कहीं-कहीं तो “चतुराई? या 'राजनीतिज्ञताः की उपाधि मिल 
गयी है, मिटायी जा सके । 

उपर्युक्त उपाय प्रबचनों, पुस्तिकाओ' उपदेशों) ग्रन्थो 
गायनो, चलचित्रों और इसी तरहके अन्य कई साधर्नोसे 
ग्राम, नगर, खेडे, सरकारी अर्घ-सरकारी तथा सार्वजनिक 
स्वायत्त-संस्थाओं, मठ; मन्दिर, मस्जिद, गिरजा-सारांश जीवनः 
के सभी क्षेत्रोमे प्रचारित किये जायें | विशेषकर इन साधनोंका 
पाठशाळाओं तथा कालेजोंमे प्रयोग किया जाना चाहिये, जहाँ 
भारतकी भाबी पीढ़ी निवास करती है? जिनको इन 
योजनाओंको आगे बढ़ाना है--विशेषकर जहाँ आज कहीं- 
कहीं तो दुर्भाग्यवश विद्यार्थी तथा विद्यार्थिनियोमे उच्छुङ्खलता 
चरम सीमासे आगे बढ गयी है । 


इस कारण इन संस्थाओंके पाठ्यक्रमे नैतिक सुधारका 
कार्यक्रम तैयार किया जाय और वैसा ही वाताबरण निर्माण 
हो । तमी राजस्थान अपने अतीत गौरवपर पुनः आसीन 
होकर साथी प्रदेशोंके लिये एक महान, आदश उपस्थित कर 
सकेगा । 

अतः मेरी विनम्र प्रार्थना है कि उपर्युक्त सुझाव सर्वे 
मम्मतिसे स्वीकार किये जाये? जिससे यथार्थ मानबताका संचार 
होकर राजस्थानकी यह पञ्चवर्षीय योजना अन्य निर्माण: 
योजनाओंके साथ-साथ मानव-निर्माण योजनाओंको कार्यान्वित 
कर सके) जिसके मूर्त होनेसे शेष सभी योजनाएँ, अपने- 


उ रा को सुरक्षित पायेगी | ( यह सुझाव राजस्थानके नामसे दिया 
ऐसे आदर्श महापुरुषोंका परामर्श लेकर एक स्कीम ड्राफ्ट. गया है। पर यह देशके समी राज्योंके लिये उपयोगी तथा 
की जाय और उस स्कीममें ऐसी कई योजनाओंका संकलन हो, आवश्यक है । ) 
PO 
बही सब कुछ है छु 

५० सो जननी, सो पिता? सोइ भाइ” सो भामिनि; सो खतुः सो हित मेरो | ५ 

५४ सोइ सगो, सो सख सोइ सेवकु सो गुरु) सो खुर साइड) च १! ॥ 

र” सो “तुलसी? प्रिय प्रान समान? कहाँ लों बनाइ कहाँ बहुतेरो । 

५/ जोतजि देह को गेह को तेह? सने स राम को होइ सषेरो ॥ 


हा 


ण ६ 2 < 


2... 5 5 तू 
छ 








# मानव वही जो सार्थं तज होता पथिक परमार्थंका # 
SASSI र 





संतोंकी कसोटीपर मानवता 


( लेखक श्रीरामलालजी ) 


संतोकी हष्टिमें मानवके प्रति मानवका धर्म- सदाचार- 
प्राणित कर्तव्य मानवताकी एक संज्ञा अथवा विशेषता है । 
संतोका जीवन सार्वजनिक हितका प्रकाशक होता है, इसलिये 
उनकी कसोटीपर खरी उतर्नेवाली मानवता असंदिग्ध रूपसे 
सार्वजनिक हित अथवा विश्वकल्याणकी माङ्गलिक प्रतीक 
स्वीकार की जा सकती है | सार्वजनिक हित ही उनकी दृष्टम 
सर्वात्मबोध है । सर्वात्मबोधका मूलाधार संतोंने परमेश्वरकी 
प्रात्तिमे स्थिर किया है | सर्वान्तर्यामी तत्वकी खोज मानवताकी 
पर्याय-भूमि हो गयी है । मानवका सर्वप्रथम कर्तव्य ईश्वरकी 
प्राप्ति है । इसके बाद उसे अन्य कार्यमे प्रवृत्त होना चाहिये । 
संत सुन्द्रदासकी एक स्थलपर उक्ति है-- 
सुंदर और कळू नहीं एक बिना भगवंत । 
तासों पतित्रत राखिये, टेरि कहें सब संत॥ 


मानवता सत्यबोधके प्रवेश-द्वारपर आदिकाल्से स्थिर 
होकर अध्यात्म-मानव--अन्तर्मानवको परमेश्वरकी प्राप्तिकी 
प्रेरणा देती चली आ रही दै) यह निर्विवाद है । जीवात्मा 
परमात्माकी खोजें निरन्तर संलग्न है । संत-शिरोमणि गोखामी 
ठुळसीदासजीने तो केवल हरिगुणगानको ही मानवता-- 
मानवधर्मकी संज्ञा प्रदान की है | उनकी स्वीकृति हि 


कलिजुग केवरु हरि गुन गाहा। 
गावत नर पावहिं भव थाहा॥ 


संतोंकी दृष्टिमे पर-पीड़ाका निवारण मानवता है; 
महाभागवत नरसी मेहताने इसको “बैष्णव-धर्म” स्वीकार किया 
है, उनकी बेष्णवताकी स्पष्ट घोषणा है--- 


दैष्ण जन तो तेने कहिए, 
जे पीढ़ पराई जाणे २) 


दूसरेकी पीडाको समझना और उसके निवारणमै तत्पर 
रहना संतोंकी खरी-निष्पक्ष कसौटीपर मानवता है। चीनी 
संत मेनसियसकी विज्ञप्ति है कि प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें 
सहानुभूति, शालीनता) मृदुता और न्यायपरता रहती है; 
जिसमें इन सदूगुणोंका अभाव होता है, वह वास्तवमै मनुष्य 
ही नहीं है। प्रेम मानवका हृदय है, सदाचार उसका पथ है। 
संत कबीरका कथन है-- 


जिहि घट प्रीति न प्रेमरस, फुनि रसना नहिं राम । 
ते नर इहि संसार में उपजि खपे बेकाम॥ 


मानवमे प्रीतिरसका विकास होनेपर ही सहानुभूतिका 
उदय होता है । संत-जीवन अपनानेपर ही मानवमें सर्वात्म- 
प्रियताकी भावना दृढ़ होती है; उसके लिये केवळ इतना ही 
आवश्यक है कि वह अपने जीबनको ईश्वरमुखी कर दे । 
ईश्वरमुखी हो जाना ही मानव-जीवनका परम साफल्य है; 
संतोंने इस सिद्धान्तको पूरी मान्यता दी है । सूरदासने 
ईश्वरापित जीवन अपनानेके लिये मनको समझाया है--- 

रे मन | गोबिंद के ह्वै रहिये । 

यहि संसार अपार बिरत हे जम की त्रास न एहिये ॥ 

सुख दुख कीरति भाग आपने, आइ परे सो गहिये । 

“सूरदास? भगवंत भजन करि अंत बार कछु रहिये ॥ 

मानव-जीवनका परम श्रेय संतोंकी दृष्टिमै भगवानका 
भजन है । संतोंकी कसौटीपर वह कभी नहीं खरा उतर 
सकता है, जो परमात्मा--परम सत्यसे अपने जीवनको ज्योतित 
नहीं करता है | यह नितान्त सत्य है कि बह वास्तविक सुख- 
शान्तिका रसास्वादन नहीं कर सकता । भजनके द्वारा 
शाश्वत शान्ति प्राप्तकर संत सदा सुखी रहते हैं । सुन्दरदासने 
जगतूको सावधान किया है-- 


संत सुखी, दुखमय संसारा । 
संत भजन करि सदा सुखरे, जगत दुखी गृह के बिवहारा ॥ 
संतन के हरिनाम सकल निधि, नाम सजीवनि, नाम अधारा | 
> > xX xX 
'सुदरदास” संत इरि सनमुख, जगत बिमुख पचि मर गँवारा ॥ 
भावाना भजन जगतूके प्राणियोंके लिये परमावश्यक _ 


पुण्यकर्म है; इसके आश्रयमें मानवका जीवन भगवानके 
शरणागत होकर आत्मचिन्तनद्वारा सत्पदार्थका ज्ञान प्राप्त 
करता है, सतूका साक्षात्कार करके वह सर्वा 


निस्संदेह भगवानूके भजन कीत॑नसे 
त ला >-नाम-सं जीवात्मा 
मगवानूके चरणमै समर्पित होता है; हरिनाम-संकीर्तन समस्त 


4 


` 


\ 
).. 


+ R 
ॐ संतोकी कसोठीपर मानवता % ६०९ 


उततम EN 
TTT 


प्राणियोंका परम धर्म है । असमके मध्यकालीन संत महात्मा 
शंकरदेवकी सीख है-- 
परम निर्मल धर्म हरिनाम-कीर्तन त समस्त प्राणगीर अधिकार \ 
एतेके से हरिनाम समस्त 'वर्मर राजा एहि सार शास्रर विचार ॥ 
परमेश्वरकी परम प्रेममयी कृपासे ही प्राणी उनका नाम- 
संकीर्तन करके उनके चरणोंमे अपना जीवन समर्पित कर देता 


है । समर्पित जीवनमै निश्चिन्तता और निर्भयता आती है--यह 


संत-मत है । पाश्चात्त्य संत अस्सीसाईके फ्रांसिसका निर्णय है कि 
प्राणीको अपनी समस्त चिन्ताएँ, परमेश्वरके चरणोमे चढ़ा देनी 
चाहिये, वे अपने शरणागतका पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं । 
समर्पित जीवन आत्मसाक्षात्कारका सोपान है | मानव- 
जीवनमै अभिव्यक्त ईश्वरीय इच्छा ही वास्तविक जीवन है- 
स्वास्थ्य है । अन्तर्जगतूका सारा रहस्य मानवकी दृष्टिमे उस 
समय ज्योतित हो उठता है अथवा प्रकाशित हो जाता है, 
जब उसके चिन्तन और मननमै परमेश्वरकी ही इच्छाका 
आधिपत्य स्थापित होता है। मानव आत्मविवेक प्राप्त करता 
है, आत्मा और दृश्य जगतूकी अनश्वरता और नश्वरताका 
उसे यथाक्रम ज्ञान हो जाता है, उसकी समझमें यह बात 
आ जाती है-- 
हि इएयं तदूविपरीतगम्‌। 
( अपरोक्षा्ुभूति ५ ) 


--आत्माकी नित्यताके परिज्ञानसे मानब सद्वस्तु- 
तस्वका---परमात्माके योगका रसास्वादन करता है । उसे 
सदूज्ञान मिलता है । परमात्मा शक्ति है तो मानव उनकी शक्तिसे 
प्राणित अथवा सजीव दै; परमात्मा सम्पूर्ण ज्ञान हैं. तो मानव 
उनके ज्ञानसे ज्ञानी है; परमात्मा परम तत्त्व हैं तो मानव उनके 
तत््वसे आक्कतिमान्‌ और निर्मित दै; परमात्मा प्रेम हैं तो मानव 
उनका प्रेमी है; परमात्मा जीवन हैं. तो मानव उनके जीवनसे 
जीवित है; परमात्मा परम सत्य हैं तो मानव उनके सत्यके प्रकाशमें 
सत्स्वरूप है | मानव इस परम सत्‌-शानके प्रकाशमें सर्वात्मबोध 
पाता है, समस्त प्राणिमात्रमें उसे परमात्माकी व्यासिका ज्ञान 
होने लगता है, उसके मनमै समताकी भावना जागने लगती 
है और वह सर्वकल्याणके चिन्तनमें लग जाता है। संत 
दादूका मत है-- 

आपा मेटे हरि भेजे, तन मन तजे विकार) 

निखेरी स जीव सों, “दादूर यह मत सार॥ 


निस्यमाल्म प्वरूपं 


सहज समध्ष्टि समता वास्तविक मानवताका पथ प्रशस्त 


मा० अं० ७७--- 


करती है | जिस मनुष्यमें समदृष्टिका विवेक जागता है, वह 
समस्त प्राणिमात्रमे अपनत्वका दर्शन करता है | संत तुकारामका 
स्पष्टीकरण है--- 

चर्म भूताची ते दया, संत कारण ऐशिया ! 

नव्ह माझे मत, साक्षी करूनि सांगे संत ॥ 

इसका आशय यह है कि प्राणिमात्रपर दया करना धर्म 
है। यह संतका लक्षण है | यह मेरा ही मत नहीं दै, साक्षी 
करके संत ऐसा कहते ई |? समदृष्टिवाला मानव तो जीवित ही मुक्त 
है। सांसारिक प्रपञ्चसे समदृष्टि मानवताके उज्ज्वलतम प्रतीकोंमें- 
से एक है । समताकी भावनासे प्राणीमै नेसर्गिक मानवताका 
अवतरण होता है, उसके लिये शाश्वत शान्तिका दरवाजा 
खुल जाता है । महात्मा शंकरदेवकी मानवता कहती है 

भाई मुखे बोला 

एतेके मुकुति 


राप, 
प्या, 


हृदय परा रूप \ 
कहिगे स्वरूप ॥ 


संतोंक्री कसौटीपर भगवन्मय जीवन ही मानवता है। सर्वस्व 
भले ही जाय; पर भगवानको कमी न छोड़नेकी ही सीख संतोंने 
दी है । दृन्दावनके परम रसिक संत स्वामी हरिदासकी 
चेतावनी है--- 
जौ लों जीव तौ लौं हरि मजि, रे मन! और बात सब बादि \ 
सार बात यह है कि “समस्त लौकिक आश्रयका त्याग 
करके भगवानके ही शरणागत होना चाहिये |? यही मानवता है? 
ऐसा करनेवाला ही मानव है। रसिक वैष्णव चण्डीदासकी 
उक्ति है 
सार ऊपर मानुष सत्य ताहार उपर नाईँ \ 
“सबके ऊपर मनुष्य सत्य है, उसके परे कोई नहीं है।! 
इसका यह आशय है कि भगवत्तत्वकी सर्वोत्कृष्ट 
मानवताके ही घरातलपर हो सकती दै । 


अनुभूति संतोंकी त्‌ 
भगवद्भक्ति दी वास्तविक मानवता है। संतोंकी 


कसौटीपर इस भक्तिमूल मानवताकी वकालत 'पाश्राच्य 
संत टामस ए० कैम्पीने की है--जो प्रभुको प्रात कर लेता 


> 


है, वह संसारका सर्वोत्कृष्ट धन और वैभव पा जाता 


है। जो प्रशुक्नो खो देता दै, वह सब कुछ खो देता है | 
प्रभुम अवस्थित होना ही ( मानवक्री ) सच्ची आ है। 
प्रभुकी भक्ति प्राति ही वाखविक मानवता है |? संतोंकी कड़ी 
कसौटीपर राजस्थानकी साकार भक्ति-मन्दाकिनी राज- 
रानी मीरॉकी सार्वजनिक चेतावनी दै 





नहिं एसो जनम बार बार । 
का जानू कछु पुन्य प्रकटे मानुसा अवतार ॥ 
बढ़त छिन छिन घटत परु परु, जातन लागे बार । 
बिरछ के ज्यों पात टूटे, बहुरि न लागे डार॥ 
भवसागर अति जोर कहिए, अनंत ऊंडी धार । 
राभनामका बाध बेडा उतर परके पार॥ 
> > x > 
साधु संत महंत ग्यानी चरत करत पुकार । 
दासी “मीर? लाऊ गिरधर जीवणा दिन चार ॥ 
संसार नसवर है, इसके प्राणियों एवं पदाथोमें अनासक्त 
रहकर परमेदवरकी प्रेमप्राप्तिमें प्रयत्नशील रहना मानव- 
धर्म--मानवता है । निरे केवळ संसारसे आसक्ति मानवको 
दानव बना देती है, संसारको परमेशवरमय समझकर उसमें 
रमनेवाली वृत्ति मानवको देवतासे भी बड़ा बनानेमे सहायक 
होती है । ऐसा मानव सदा अपने स्वरूपका अनुसंधान 
करता रहता है और सब लोगोंमें रहकर भी उनसे अलग ही 
रहता है । खरूपपर दृष्टि पड़ते ही उसकी सांसारिक चिन्ता 
“नौ दो ग्यारह? हो जाती हैं; उसमें अध्यात्म निरूपणके प्रति 
ममता पैदा होती है, वह भगवानूका हो जाता है। सारी 
खध्टिमे उसे भगवानका दर्शन होने लगता है; उसके समस्त 
कर्म भगवानूकी पूजा और प्रसन्नताके उपकरण बन जाते हैं। 
संत-वाणी साक्षी है, संत नामदेवका कथन है--- 


माई र, इन मैननि हरि देखो । 

हरिकी भगति साधकी संगति, सोई दिन धनि हेखौ॥ 
चरन सोइ जे नचत प्रेम सूँ, कर जो करै नित पूजा \ 

सीस सोइ जो नै साध कूँ, रसना अवर न दूजा ॥ 

यह संसार हाटका ठेखा, सब कोइ बनिजहिं आया \ 

जिन जस छदा, तिन तस पाया, मूरख मूल गैवाया ॥ 
आतमराम देह भरि आया, तामें हरि कू देखो! 

कहत नामदेव” बलि बलि जेहों, हरि भजि और नछेखौ ॥ 


संतोंका संदेश है कि यह शरीर अनित्य है, धन 


स्थिर नहीं है, मृत्यु सिरपर नाचती है; इसलिये अनवरत 
परमेश्वरमय जीवनका ही वरण करना मानवताका प्राणधन 


* मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


Too 1 V1 जि क 
Ee —— 





है । मनुष्य-जन्म दुर्लभ है । बार-बार नर-देहकी प्राप्ति 
नहीं होती । मानवजीवन भगवद्भावसे ही संयमित और 
मर्यादित रहता है । मानवकी पहिचानके सम्बन्धमै संत 
कबीरका स्पष्ट निर्देश है-- 


हद्द चळे सो मानता, बेहद चळे सो साध । 


हद बेहद दोनों तजे, ताका मता अगाध ॥ 


“हृद्‌? मै मानवक्रे चलते रहनेक्रा आशय यह है कि वह 
परमेश्वरके चरणमै आत्मसमर्पण करे । 'बेहृद?का आशय संतरे 
मनमै भगवत्प्रेमकी अतिरायता है । निद्गत्तिका वरण करना 
संतके “बेहद? जीवनका परिचायक है, प्रवृत्तिका संयमित 
पथ मानव-जीवन है, निवृत्ति-प्रव्रत्तिते अतीत जीवन किसी 
बिरले आत्मतच्वज्ञक्रे भाग्यमे पड़ता है । जर्मन संत जेकब 
ब्यूझका कथन है कि जिस पुस्तक्रमें सारे रहस्य भरे पड़े 
हैँ, वह मानव ही है; वह समस्त प्राणियोंके प्राणदेवता पर- 
मेश्वरका ज्ञान-साहित्य है, वह ईश्वरकी उपमाका प्रतीक है । 
यह नितान्त असंदिग्ध है कि पवित्र हृदयवाले मानवरी, 
जिसकी भावना. प्रेमसे मधुर रहती हैं, जिसके बिचार 5औ 
स्वार्थके वातावरणसे दूर रहते हैं, परमेश्वर निवास करते 
हैं ओर उसे अपने सच्चिदानन्दःस्वरूपसे स्निग्ध करते 
रहते हैं। 


यह निश्चित है कि मानवताके लिये परम कल्याणमय मार्ग 
यही है कि वह भगवत्प्रकाइासे सदा सम्पन्न रहे । आत्म- 
शान) सर्वहित, सर्चात्मबोध, शान्तिप्राधिसे वास्तविक 
भगवदूभजनकी योग्यता पाकर मानवका परमात्माके प्रेम- 
सागरमें निमग्न हो जाना संतोंकी कसौटीपर मानवताका 
निष्कण्टक पथ है | संत समर्थ रामदासने मनको सीख दी है-- 


मना सञ्जना भक्ति पथि जायें । तरी श्रीहरी पाविज तो स्वभावे । 
नि ° ~ व्यय ५. 
जर्नी निच ते सर्ब सोडूनि घात । जनी बंदच ते सभा करावें ॥ 


है मन ! तुम भक्तिमार्ग स्वीकार करो, इससे सुगमतापूर्वक ` 
भगवानकी प्राप्ति होगी । जन-समाजमें जो निन्दनीय है 
उसका त्याग करो, वन्दनीयका ग्रहण करो | प्रत्येक मानव- 


के ल्यि भगवद्भक्तिका वरण ही संतोंकी कसौटीपर निष्पक्ष 
मानवता है | 


ne © apr NN 





# मध्ययुगीन संतोका मानवतावादी दृष्टिकोण % 


पस्यो 
त्त्य काल्या दर टश 





६११ 











मध्ययुगीन संतोंका मानवतावादी दृष्टिकोण 


( ढेखक- डाँ० श्रीत्रिहोकीनारायणजी दीक्षित, एम्‌०ए०) पी०एचू5डी०, डी०लिट्‌० ) 


साहित्य और समाज एक दूसरेसे अभिन्न हैं । दोनों 
अन्योन्याश्रित और मानवके हितिषी ह । साहित्य समाजका 
उन्नायक है । वह समाजका दर्पण है । समाजकी विकासशील 
एबं पतनोन्मुख प्रवृत्तियोंका सही-सही विवरण यदि कहीं 
मिल सकता है तो साहित्यमै ही । साहित्यका सबसे बड़ा 
सबसे विशाळ और सबसे प्रथम प्रयोजन है मनुष्य । मनुष्य 
या समाजको लेकर, उसकी समस्याओंकों ग्रहण करके ही 
साहित्यकी रचना की जाती है । जो साहित्य कल्पनालोककी 
सुकुमारियोंकों लेकर रचा जाता है, उसकी जीवनके लिये 
क्या उपयोगिता हो सकती है । साहित्य वही है, जिसमें मानव- 
जीवन या समाजके हितकी भावना संनिहित हो । प्राचीन 
संस्कृतका ( चाहे वह वेद हो या उपनिषद्‌ ) सबसे बडा 
प्रयोजन मनुष्य है । मनुष्य कल्याण-पथपर अग्रसर ददो 
वह उन्नति करे, उसे सब पुरुषार्थ प्रात हौँ- यही इसका 
लक्ष्य या प्रयोजन था । इस साहित्यमें आदि-अनादि ब्रह्मसे 
बारबार निवेदन किया गया है कि “हे परमपिता ! घरतीपर 
अन्न और दूघकी प्रचुरता करो, जिससे मानव पुष्ट, सुखी 
और बलवान्‌ हो; वह खस्थ होकर धर्मम अनुरक्त हो |? 
उपनिषदोम भी इसी मानवतावादी दृष्टिकोणकी प्रधानता 
है । उदाहरणार्थ-- 

७४० सह नाववतु । सह नो भुनक्त । सह वीर्य 
करवावहे । तेजस्विनावधीतमस्त । सा विद्विषावहै । 

संस्कृत-साहित्यकी समस्त मानवतावादी भावना निचुड 
कर निम्नलिखित दो पंक्तियोमे समाविष्ट हो गयी दै 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 

सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ समस्त समाज सुखी होः सभी व्यक्ति स्वस्थ 
और रोगरहित हों । सबको कल्याण प्रात हो । संसारमे 
कोई दुखी न हो । 

मध्ययुगीन सगुण भक्त गो स्वामी ठुङसीदासजीका साहित्य 
मानवतावादी भावनाओंसे ओतप्रोत है । उनके काव्यमे 
सीय राममय सब जग जानी \ करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
तथा “निज प्रजुमय देखहिं जगत केहि सन रहि बिरोध\' आदिं 
अनेक वचन हैं? जिनके द्वारा उनकी मानवतावादी भाबना 


प्रत्यक्ष होती है । काव्यादर्श निर्धारित करते हुए, गोस्वामी 
ठुलसीदासजीने कहा है-'कीरति भनिति भूति भरि साई \ सुरु 
सरि सम सब कहँ हित होई ॥ अर्थात्‌ साहित्य वही है, जो 
सुरसरिके समान सबको सुखदायक हो । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि वैदिक साहित्यसे लेकर आजतक साहित्य कहाँ- 
तक मानवतावादी दृष्टि या लक्ष्यको छेकर अग्रसर हुआ है। 
भारतीय साहित्य मानवताके उत्थानमै सदैवसे प्रयत्नशील 
रहा है । यह प्रवृत्ति ११वीं शताब्दीसे लेकर १८वीं शताब्दी" 
के मध्यतक आविर्भूत संत कवियोंमें बड़ी प्रबल थी । संतोंका 
आविर्भाव उस युगमें हुआ जब कि देश उत्तस्पश्चिमसे 
होनेवाले आक्रमणोंसे अत्यधिक पीडित था । हिँदू-घर्म, 
हिँदू-संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय साहित्यके 
यि यह समय संकटसे पूर्ण था । विनाश) विभ्रम) विच्छेद 
और विभङ्कका बोलबाला था । मानवसमाज प्रतिकार, 
प्रतिशोध एवं प्रतिहिंसाकी होलीसे दग्ध होकर विनाशके 
गावकरी ओर अग्रसर था। समाज इतना पतित ओर भ्रष्ट 
हो गया था कि भूत-पिशाच-पूजाके साथ नरबलि और 
पशुब॒लिकी प्रथा प्रचलित हो गयी थी । देशका सामाजिक, 
धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन विनष्टप्राय था। ऐसे समयः 
में युगप्रवर्तक रामानन्दका आशीर्वाद ग्रहण करके संत कबि 
कब्रीरदास मानवके सामाजिक और धार्मिक जीवनको 
समुन्नत बनानेके लिये आगे बढे । कबीरने इस दिशामै वह 
परम्परा स्थापित की) जिसका अनुसरण एक-से-एक प्रतिभाशाली 
साधक एवं कवियोंने किया । कबीरने स्पष्ट और तीत्र 
स्वर्मै दोषोमे असक जनताकी कडु आलोचना की । 
मानवको विनाश) शोषण और दमनके चक्रसे उन्मुक्त 
करने, असमानताके अभिश्ञापसे बचाने और उसे 
मानवोचित अधिकार देनेके लिये संत कबि कबीरने 
मानव-समाजको जीवनका सही और सच्चा मार्ग दिखाने- 
का यत्न किया । कबीर जनताकै सच्चे दितेषी थे | निम्न 
लिखित साखीमै जनताके हितकी भावना कितनी घनीभूत 


हो उठी है-- 
कविरा खड़ा बजारमै चाहत सबकी खैर \ 
ना काहू से दोखी ना झू. से बैर॥ 





६१२ 


सर्वहितकी भावनाका विकास ही मानवतावादकी चरम 
सीमा है । इस भावनाका विकास या जन्म तभी सम्भव हो 
सकता हे; जब समदृष्टि व्यापकरूपसे हृदयमें स्थान कर ले । 
कबीर बड़ी विनम्रताके साथ स्वीकार करते हैं--- 


बुरा जो देखन में चरा, जगमें बुरा न कोय । 
जो दिर खोजा आपना; मुझ-सा बुरा न कोय ॥ 


इस प्रकारकी भावनाके विकासके साथ जीवनकी दिशा 
“स्व? से हटकर “पर” में केन्द्रीभूत हो जाती है। तभी 
मनुष्य मानवतावादी हो भी सकता है । कबीर दूसरेके दुःख- 
को देखकर दुखी हो उठते हैं । संसार मायामें अनुरक्त है, 
त्रिविध तापोंसे पीड़ित है, कालके मुखका चबेना बना 
हुआ है, फिर भी वह मिथ्या सुखमे भूला हुआ है। 
ऐसे व्यक्तियोंकी मङ्गलकामना करनेवाला कबीर रुदन कर 
उठता है-- 

सुखिया सब संसार है, 

दुखिया 


खावे और सोगे । 
दास कबीर है, जागे और रोगे॥ 
(सं० वा० सं० भाग, पृ० १६) 


कबीरकी उपदेशात्मक बानियोमें मानवतावादी भावना 
भरी पड़ी है । वे मानवको पूर्ण विकसित दशामै देखना 
चाहते थे । इसीलिये उसके हीन पक्षोंकी आलोचना करके 
उसे इस प्रकारको प्रवृत्तियोसे छुटकारा दिलानेके लिये वे 
सदैब लालायित एवं उत्सुक रहा करते थे | कमी वे काँटा 
बोनेवालेके मार्गमे फूल बोनेका' उपदेश देते हैं तो कभी 
“दुर्बलो पीड़ित न करनेके लिये निवेदन करते हैं? ।` कबीर 
दूसरेको ठगनेक्री अपेक्षा अपनेक्रो ठगानेमे अधिक विश्वास 
करते हैं । कारण, दूसरेको कष्ट न हो । शीतल बानी 
SMe ho NR 

१. जो तोको काँटा बुवे, ताहि बोउ तू फूल | 

तोहि फूलको फूल दै, वाको दै तिरसूल ॥ 
( सं० बा० सं० भाग १, पृ० ४४ ) 

२. दुरबलको न सताइये, जाकी मोटी हाय । 

बिना जीवकी साँससे, लोइ भसम है जाय ॥ 
(सं० वा० सं० भाग १, १० ४४ ) 

३. कबीर आप ठगाश्ये, और न ठगिये कोय। 

झाप ठगे सुख होत दै, और ठगे दुख होय ॥ 


( सं०बा सं भाग १, ए० ४४ ) 





# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


न्ाााल-ससक्‍क्:सकक्‍कस:ि:डअ अ ककडडऑअइअऑइ 5: अब खख कक कस अब नल उनजअललअबइबबबलल लअककडअडइअबखल  अ ३३३ऑलल—mo— on प नस 5-० डड ्डडडळब्यड>>>>>>>>>>>>>> 
"र्‍र्‍्ञ>< 





विश्वमेत्रीका प्रथम स्तर है। इस संसारमै कोई पराया 
नहीं है । सब एक ही आत्माके अंश हैं | फिर किससे वेर 
और किससे मित्रता की जाय ? कबीरकी मानवताका आधार 
है- दया, क्षमा और विश्वबन्धुत्व ।ˆ 

कबीरके समान संत दादू भी मानवतावादी हैं | उनकी 
मानवतावादी भावनाका प्रसार पञ्ज-पक्षियोंतक हुआ है । 
अहंताको मिटाकर रामनाममें लगना चाहिये, शीघ्र जग 
जाना चाहिये; क्योंकि मानव-जीवनका सुअवसर बीता 
चला जा रहा है । दादूकी निम्नलिखित पीयूषवर्षिणी साखीमें 
मानवताको विकसित करनेवाले कितने सुन्दर भाव व्यक्त 
हुए हैँ 

किस सों बेरी है रहा, दूजा कोई नाहिं । 
जिसके अंग थें ऊपज्या, सोई है सत्र माहि ॥ 
( सं० वा० सं० भाग १, पू० ९५) 

दादूदयालको साखीमें व्यक्त यह भाव गोस्वामी तुलसीदास- 
के “निज प्रमुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध! से कोई 
अन्तर नहीं रखता दै । 

हिंदीके संत कबियोंमै कबीरदास और मलळूकदास श्रेष्ठ 
मानवतावादी हैं । 

मळूककी बिचारभारामें दयाको प्रथम स्थान दिया गया 
है । दयासे विहीन मानब न मानब है, न पीर न पैगम्बर, 
बरं काफिर है- 


४. ऐसी बानी बोलिए, मनका आपा खोय। 
औरनको सीतल करै, आपहुँ सीतल होय ॥ 
( सं० वा० सं० भाग १, प० ४५ ) 
५. जगमें वैरी कोइ नहीं, जो मन सीतल होय । 
या आपाको डारि दे, दया करे सब कोय ॥ 
(सं० वा० सं० भाग १, प० ४५ ) 
६. हरि भजि साफल जीवना, पर उपगार समाइ । 
दादू मरणा तह मला, जह पसु पंखी खाय ॥ 
(सं० बा० सं० भाग १, पृ० ७८ ) 
७. आप पर सब दूरि करि, रामनाम रस लागि। 
दादू औसर जात है, जागि सके तो जागि ॥ 
|; (सं० वा० सं० 
८. कुजर चीरी पसू नर 
काटै गला 


भाग १, पृ० ७९ ) 
र सबरमै साहव एक | 
2! करे सूरमा लेख ॥ 


(सं० बा० सं० भाग १११० १०३ ) 





re, )५; 


ॐ दया # 


६१३ 


न. ता 
छ्य १३१अ११३ 


मुका सोई बीर है, जो जानै पर पीर \ 
= ज्ञो पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर ॥ 
( सं० वा० सं० भाग १, ० ९९ ) 
मळूककी मानवतावादी भावनाका प्रसार जड, चेतन एबं 
बनस्पति-जगत्‌मै समानरूपसे हुआ है । वे कहते हैं-- 
हरी डार ना तोड़िये छुरा बान \ 
दास मढुका यो. कहें, अपना-सा जित्र जान ॥ 
( सं० वा० सं० भाग १,१० १०४ ) 


शे 


प्रस्तुत साखीकी अन्तिम पंक्ति विशेष ध्यान देने योग्य 
है | कविका कथन है जो आत्मवत्‌ सवभूतेषु’ जानता है? 
बही विज्ञ है, वही पण्डित है, वही तत्त्व है । जिसने 
परमास्माको पहचान लिया है, वही श्रेष्ठ है, बही पूज्य टि; 

कबीर और मळूकके समान संत धरनीदासको भी अपनेसे 
पृथक और भिन्न कोई नहीं दिखायी देता । जब कोई गेर 


या बेगाना है ही नहीं) तब फिर किसे आइिषसे शीतल और 
किसे अभिञ्ञापसे संतस किया जाय । मारवाड्वाले दरिया 
साहबके मतसे शरीरको तप आदिके द्वारा कष्ट देना बड़ा अन्याय 
और मानबताबिरोधी भावना हैं । दूलनदासके अनुसार वही 
बड़ा दै; जो गरीबों और क्षुधासे पीडितोंको भोजन देता है । 
पलू साहब संसारकी अनीति एवं कपट-व्यवहारकों देखकर 
अत्यधिक दुखी हैं । पलटूका मानवतावादी दृष्टिकोण ही उन्हे 
इस दुःखसे पीडित कर देता है । 


सब मनुष्य एक ही कलाकारकी कृतियाँ हैं । फिर अन्तर 
और मेदकी दृष्टि निस्सार है | एक ही ब्रह्म या आत्मा सर्वत्र 
रम रहा है । मानवतावादी भावनासे अनुप्राणित होकर ही 
ति तोंने ~ ~ 
संतोने अद्वैत त्रह्मकी इस एक मत्ताकी स्थापना की और 
भेदको मिटानेका उपदेश दिया था । 

संक्षेपर्मे संत कवि बड़े दी उदार और मानवतावादी थे | 


RS भा 


अंकुर भखै सो मानवा! माँस भखे 

+ > 

मांस-अहारी राक्षसा; यह निइ्चे 
w (OS > ७, 

जहाँ दया तहाँ धमे है? जहाँ लोभ तह 


ह — 


“कै 


द्या 
दया दिळमे रालिये, दूँ क्यो निर्दय होय । साँई के सब जीव हुँ, 


दया सबहिं पर कीजिये तू क्यौ निरदय होय । जाकी 
बै सो खान । जीवित जिउ सुरदा करे सो राक्षस परमान ॥ 


कर जान | ताक्का संग न भक्ति मे हान ॥ 

ww > जहाँ ww 

{ पाप । जहाँ क्रोध तहेँ काल ४? जहाँ क्षमा तह आप ॥ 
-—कब्रीर 


कीड़ी कुंजर सोय ॥ 


बुद्धी ब्रह्म में सो क्यौ खूनी होय ॥ 


कीजिये होय 


BET 


0 रा 6 का सार । जिन्ह पर आतम चीन्दिया, तेही उतरे पार ॥ 


१. सब पानीकी चूपरी एके द्या 


२, धरनी काहि असीसिये) ( औ ) दीजे काहि सरा 


४. दूलन छोटे वे बड़े, 


५, पलट मै रोवत छ जतै जगतकी रीति 


६. मुँह मीठो भीतर क 


प । दूजा कतहु न देखिये, 


३. दरिया सो सरा नहीं, (जिन) देह करी चकचूर । मनके 


मुसलमान का हदु 


वे । जहे देखो तहँ कपट हि, 


पट, तहाँ न भेरी वाप । काई 


(सं० बा० सं० भाग १, १० १ ) 
सब घट आपे आप ॥ 
( सं० वा० सं० भाग १) ४० ११६) 
| जीति खड़ा रहे, मैं बलिहारी सूर ॥ 
( सं० बा० सं० भाग १, ए० १३० ) 
। भूखे देवें भौरियाँ, सेवे शरु गोबिंदु ॥ 
( सं० बा० सं० भाग १,५० १३९ ) 
का सों कीजै प्रीति ॥ 
( सं० वा० सं० भाग ९, २० २२२ ) 
(तौ) पलटू फिरै उदास ॥ 


से दिल ना मिलै, 
( सं० बा० सं० भाग १११० २२२ ) 


६१४ १ मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका * 





४, > (oN [a 
मानवताका संरक्षण करनेवाली मानवताका विनाश करनेवाली | 
देवी-सम्पदा आसुरी-सम्पदा 
फल--भगवत्पाप्ति या मोक्ष फल--बन्धन--नरक और बुरी योनिकी प्राप्ति | 
फल भगवद्मा या मोक्ष मच्च नरक आर चुरा यानिका प्राप्ति के 
अभय द्म्भ 
अन्तःकरणकी शुद्धि ग 
ज्ञान-ध्यानमै स्थिति न 
क्रोध 
परुषता | 
द्म अज्ञान 
यज्ञ शौचविहीनता 
स्वाध्याय आचारविद्दीनता 
असत्य 
तप 
५ काम 
आजंव उग्रकर्म 
अहिंसा मन्दकर्म ला 
सत्य मद 
अक्रोध मान 
त्याग * मोह 
दुराग्रह 
ह अशुचि-्रत 
स चिन्ता र 
द्या ः आशा 
निलोभता भोगलिप्सा 
मृदुता ठे शत्रुता 
ल्जा अनेक-चित्तता 
अचपलता धनाभिमान 
तेज अहङ्कार 
क्षमा | द्वेष क 
घृति बेर 
शौच करता 
अद्रोह 
त आसक्ति त 
मानका अमाव ममता बह 


TS 





के क?) २२ गोलियोका कोई असर नहीं ४ ६१५ 
स्स्स च क कागि 


गोलियोंका कोई असर नहीं 
सहसबाहु दसबदन आदि नप बचे न काल बली ते। 
हम हम करि धन धाम सँचारे अंत चले उडि रीते ॥ 


सारे विश्रमे खर-पाताल सर्वत्र आतङ्क फैला देनेवाळे व्यवस्था, सारी शक्ति-सामथ्ये सवरथा असफल हो जाती 


सहल्लबाहु, रावण, हिरण्यकशिपु सभी कालके गालमें है. इसके सामने । आजका सैनिक-सजापूण विज्ञानः 
चले गये ! फिर आजके इन अल्पराक्ति, अल्पायु दर्पघारी असुर-मानव विश्व-विध्यंसकारी शर्खोको हाथमे 
छोगोंकी तो गिनती ही क्या हे ? ये सदा सत्रपर गोली लिये काळको भी निशाना बनानेकी डींग हाँक रहा 








योंका तो इस पर ] 
कोर्ट अहर वहीं 





गोलि 
इञ गोल 


9 


ताने ही रहते हैं--समझते हैं. हम सभीको अपनी 
गोलीका शिकार बना ठेंगे । परंतु दुदौन्त काठपर 
इनकी गोलियोंका कोई असर नहीं होता, वह सदा सहित ध्वंस हो गया । 

अपना पंजा फैठाये रहता है और समय आते दी काळ फिरे. सिर ऊपे हाथो धरी कमान 
दबोचकर काम तमाम कर देता हे । सारी योजना, कबीर गहु हरिनामको छोड सकल 


हिमाकत मैं भरथौ करथो न नेक बिचार । 
ह्न कछु पळ मै गळ तयो सोयो पाँच पसार ॥ 
काहू पै समुझ्थौ न कछु र्यौ तान बंदूक । 
काल पलकमै खा गयो बंद रदी संदुक ॥ 
eS 


हे; पर काळकी क्रूर दृष्टि लगी है उसकी ओर । 
बचनेवाले देखेंगे कि असुरमानत अपने सारे मनोरथों- 


|| 


अभिमान ॥ 


६१६ 








€ 
% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका ४ 





युद्ध ओर शान्ति 

युद्ध--तुमने इन सब मेरे कामकी चीजोंको तिजूरीमें 
क्यों बंद कर रखा है? ये सब तो मेरे जीवनी सफलताके 
लिये आवश्यक सामग्री हैं । मेरे जीबनकी सफळतासे ही जगतमें 
सुख होगा । अतएव तुरंत इसकी ताली मुझे दे दो | अणु- 
शक्तिसे बम बनेंगे, विज्ञानसे शीघ्रातिशीघ्र अधिक-से-अधिक 
मानव-संहारका उपाय सोचा जायगा । खर्ण तो सब कामोंके 
लिये आवश्यक है । पेट्रोलसे वायुयान जाकर बम बरसायेंगे । 
लड़ाईके सामान ढोनेमें सहायता मिलेगी । दृवा--बमसे झुळसे 
हुए अपने पक्षके लोगोंके काम आयेगी । अन्नसे सैनिकोंका 
पेट भरेगा । तेलसे जीवनमें स्नेह दिया जायगा । निकिल, 
अभ्रक, कोयला, मेंगनीज आदि चीजोंकी मेरे जीवनके सहायक- 
साधनके रूपमें अनिवार्य आवश्यकता है । अतएव इन सबके 
भंडारकी चाभी मेरे सुपुर्द कर दो । 


शान्ति--भाई ! तुमने तो जगतके प्राणियोंके, मानव- 
सभ्यताके नाशका बीड़ा उठाया है । ये सब्र चीजें तुम्हें मिल 
जायँगी तो तुम अत्यन्त प्रबल होकर शीघ्र सबका नाश करोगे । 
यह सब सामान तो मानवताकी रक्षा या मनुष्यके मङ्गलके लिये 
है । इसीसे मेंने इसको सुरक्षित रख छोड़ा है । तुम्हें देना तो 
इन उपयोगी बस्तुओंका सर्वथा दुरुपयोग करना है ! 


-ज 


























# संतोका मानवतावाद * 


संतोंका मानवतावाद 


(ढेखक- श्रीमती डॉ० सावित्री शुद्ध एम्‌० ए०, एम्‌०एड्‌०, पी-एच्‌०डी० ) 


संतोंके मानवतावादपर विचार करनेके पूर्व मानवतावादकी 
स्पष्ट व्याख्या कर लेना आवश्यक है । “मानवतावाद? शब्दका 
प्रयोग सर्वप्रथम सोलहवीँ शताब्दीमें हुआ । परंतु इतिहासके 
पृष्ठोंकी देखनेसे ज्ञात होता है कि सोफिस्ट सर्वप्रथम मानवता- 
वादी थे । उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि एक दूसरेके प्रति 
स्नेहपूर्ण व्यवहार संस्कृति एबं सम्यताके लिये ही नहीँ) अपितु 
जीवनके लिये बहुत ही आवश्यक तत्त्व दै । ग्रीक.दार्शनिको एवं 
विचारकोने सोँक्रेटीज्ञका उल्लेख किया है । सॉक्रेटीज्ञेने यह 
आवश्यक माना है कि मनुष्यके लिये सर्वप्रथम अपनेको समझना 
या जानना आवश्यक है; कारण कि आत्मविश्लेषणके बिना 
हम दूसरेके दुःख-कष्टको नहीं समझ सकते । जिस बातसे 
हमें कष्ट होता है वही दूसरेके लिये भी कष्टदायक हो सकती 
है । जो हमारी वेदनाका आधार है, वही दूसरेके लिये भी 
करुणा बन सकती है । अतः हमें पहले अपने-आपको समझना 
चाहिये | इस प्रकार मानवतावादकी प्रथम सीढ़ी है आत्म- 
विश्लेषण, आत्मचिन्तन; आत्मविवेचन । इसी प्रकार अन्य 
दार्शनिक एवं विचारकोने मानवतावादके विषयमै अपने 
विचारोंको प्रकट किया है; परंतु सोफिस्टोकी विचारधारा 
सबके चिन्तनका खोत है । 

भारतीय दर्शनके इतिहासमै मानवतावादके चिन्तन और 
विश्लेषणका सर्वोत्तम समय था--उपनिषत्‌-काल । भारतीय 
दार्ईनिकोंने भी आत्मज्ञान और आत्मविषलेषणपर बहुत 
जोर दिया । आत्मज्ञान या ब्रह्मसाक्षात्कार प्राप्त करना 
मनुष्यका सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समझा जाता था । 

इस प्रकार आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
बढ़े-बढ़े दार्शनिकोने महत्त्वपूर्ण अन्योंकी रचना की और 
अपने विचारोंके प्रसारके लिये अथक परिश्रम किया | सम्राटों 
और शासकोंके दरबारमें विद्वान्‌ एवं ज्ञानी पुरुष शानः 
प्रासिकी चर्चाके ल्यि तदनुसार वातावरणका ्रशार करके 
मानवतावादका उपदेश दिया करते थे । उनके चिन्तन और 
चर्चाका विषय होता था ज्ञान एवं “मानवतावादी विचार |” 

इसमें संदेह नहीं है कि वह मानवतावादी दृष्टिकोण, 
जिसका प्रचार भारतीय दार्शनिकोंने समय-समयपर किया था) 

मा० ० ७८-- 


एक बड़े भारी कल्याणकारी वाताबरणके प्रसास्मै अत्यधिक 
सहायक हुआ । इस विचारधाराने एक ऐसे वातावरणकी 
सृष्टि की, जहाँ मानव-हृदयसे मानवके प्रति सहानुभूतिंका खोत 
प्रस्फुटित हो उठा और एक दूसरेको समझनेम सहायता 
पहुँची । मानवतावादके प्रचारमै उपनिषत्‌साहित्य एवं 
तत्कालीन दार्शनिकोंने बड़ी सहायता प्रदान की । इस दृष्टिसे 
उपनिषत्‌-काल मानवतावादके प्रचारके ल्यि सबसे उत्तम 
समय माना जाता है । 


मानवकी शाश्वत सुख-विषयक लालसा उसके अमृतत्वम ही 
संनिहित रहती है। मानवके सुखका लक्ष्य या उद्देश्य शारीरिक 
सुख या भौतिक सम्पत्तिकी प्राप्ति ही नहीं होता, वरं इसके 
अतिरिक्त कुछ और भी है) जो मानवको अपनी ओर आकर्षित 
करनेकी क्षमता रखता है और वह है “सत्य' और उसकी प्राप्ति । 
भौतिक सम्पत्ति और भौतिक सुखके आनन्दसे मानवका चित्त 
कभी-न-कभी उचट जाता है; परंतु 'सत्यं शिवं सुन्दरम? के 
सानिध्य और नैकट्यमें रहकर मानवका मन कभी भी बिकृत 
नहीं होता । वास्तवमै मानव-जीवनका चरम उद्देश्य या 
लक्ष्य है--चिरसत्यकी प्राप्ति करना । मानवके आत्माकी उन्नति 
तभी हो सकती है,जब उसका समस्त जीवोपर समान स्नेह हो ओर 
जब सांसारिक वस्तुओमे आसक्ति नहों । भारतीय दाशनिर्को- 
ने बारंबार “आत्मवत्‌, सर्वभूतेषु यः पइयति स पण्डितः? 
का उपदेश दिया है | हमारी चिन्तनधारा सदेवसे इस बातपर 
जोर देती रही है कि दूसरेको “आत्मवत्‌? समझना चाहिये | 
दूसरेके कष्टो) व्ययाओं और दुःखको अपनी अनुभूति बनाना 
चाहिये । इस उदार दृष्टिकोणने भारतीय जीवनके समस्त 
कलुपोको धोकर उसे निर्मलता प्रदान करनेका प्रय्न किया । 
कहना न होगा कि इस दृष्टिने भारतीय जीवनमै दिव्यताकां 
संचार किया और उसे उदात्त बनानेमें अपूर्वं योग 
प्रदान किया । 


मानवतावादका आधारभूत या मूळ सिद्धान्त है समस्त 
प्राणियोको “आत्मा? से भिन्न न समझना? समस्त जीवोमे 
दया-भावका समानरूपसे प्रसार करना) सबकी दुःख-विषयक 
अनुभूतिको आत्मानुभूति बनाना । इसका दधत कारण यह 
है कि सबका मूल तथा रचयिता एक ही है । एक ही अंशीके 


६१८ कै मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 








सब अंश हैं, फिर मानव-मानवके बीच यह विरोध कैसा । न 
कोई बड़ा है न कोई छोटा, न कोई उच्च है न कोई नीच । 
एक ही ईश्वरने सबको जन्म दिया है । सब समान हैं। 
केवल कर्मसे ही मनुष्य कुछ भी बन सकता है । 

संत कवियोंने भी जाति-पॉतिको निस्सार बताया है । 
संत दादूका कथन है-- 

जे पहुँचे, ते कहि गये, तिनकी एकी बात | 

संत्रे सथाने एक मत, तिनक्री एके जात॥ 

संत कबीरके मतानुसार--- 

जाति न पूछो साध की, पूछो उसका ग्यान । 

मोर करो तस्गारका, पड़ी रहन दो म्यान ॥ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय मानवतावादकी 
पृष्ठभूमि आध्यात्मिकता ही है | यही कारण था कि विदेशियोंके 
भीषण आक्रमणोसे भी भारतीय योगियोंकी शान्ति भङ्ग नहीं 
हुई । उनके यम, नियम, आसन) प्राणायाम, प्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा ओर समाधि बिना किसी विश्न-बाधाके चलते 
रहे । वे बाह्य संसारको छोड़कर ध्यानावस्थित हो 
आभ्यन्तरिक साधनामें संलग्न रहे । आत्माकी स्वतन्त्रताके 
आगे देशकी स्वतन्त्रताका महत्व उनके मनमै न बैठ सका | 

मध्य-युरमे जब कि उत्तर-पश्चिमसे अनवरत आक्रमण 
हो रहे थे, जब कि भारतीय धर्म, साहित्य एवं संस्कृति 
अत्यधिक संकटपूर्ण परिस्थितियोमे सॉस ले रहे थे और 
जब कि निराशा-तिमिर भारतीय जनताको विनाशके 
गत॑की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर कर रहा था, उसी समय 
संत कविग्रोने अपनी मधुर वाणीसे जीर्वाकी समता और 
एकताका संदेश दिया | 

युग-प्रवतंक रामानन्दसे प्रेरित और अनुप्राणित होकर संत 
कबीरदासने मानवतावादी विचारधाराका प्रचार एवं प्रसार 
करनेका प्रय्न किया | इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय 
चिन्तनधारामें एक नवीन परिच्छेद प्रारम्भ किया; जिसके द्वारा 
समानताकी भावनाको प्रसार मिला | कबीरदासने एक ऐसा मार्ग 
प्रशस्त किया, जिसपर उनके अनन्तर आविभूत अन्य संत नानक; 
दादू, सुन्दरदास, न चरणदास आदिने चलकर समताका 
उपदेशा भारतीय जनताको समय-समयपर सुनाया । इनकी 
प्रेरणासे हिंदीके ज्ञानाश्रयी भक्त कविर्योक्री, एक शाखा चल 
पड़ी | ये संत सभी जातियोंकें थे) इनंकी मूळ भावना थी-- 
<हरिको मजे सो इरिका होई ७ इन्होंने बढे दी स्पष्ट शब्दम 
ललकार कर कहा कि “समी एक ही त्रझकी कृतियाँ हे. | 


सभी एक ही कुम्हारकी रचना दे, भेद-माव तो मनका मैल 
है, संतोंने स्पष्ट रीतिसे कहा-- 

साधो ! मनका मरु त्यागो \ 

तथा-- 
ऊच नीच सब गोरख धंधे 
सब हैं उस अल्लाहके बंदे । 
हिंदीके निर्गुण संत कवियोंका लक्ष्य बड़ा ही व्यापक 

था । इन्होंने जीवोंके निस्तारके लिये उच आदशोंके उपदेश 
दिये | मानवको कल्याणकारी पथपर अग्रसर करना ही इनका 
सबसे बड़ा लक्ष्य था | इन संतोंके हृदयमें व्यथितके हेतु 
सहानुभूति एवं समवेदनाकी भावना थी | बे संसारको सुखी 
और प्रसन्न देखना चाहते थे | इसी कारण संत कवियोंने 
मानवक्री आर्थिक) सामाजिक तथा आध्यात्मिक--सभी 
दशाओंको सुधारनेकी चेश की । ये संत मानवताको सदा 
ही श्रङ्खलाओंसे उन्मुक्त देखना चाहते थे और भविष्यमै 
एक खस्थ एवं आशापूर्ण दृष्टिकोणके आकाज्ली थे । यह 
मानवतावादी दृष्टिकोण संतोंके साहित्यमै ओतप्रोत है। एक 
भी ऐसा संत नहीं है, जिसका दृष्टिकोण मानवतावादी न 
रहा हो । मानवके आध्यात्मिक और लौकिक जीवनको सुखी 
बनानेके हेतु इन संत कवियोंने बारंबार सन्मार्ग एवं 
कल्याणकारी पक्षकी ओर जनताका ध्यान आकर्षित किया । 
इन्होंने पारमार्थिक सत्ताकी एकता निरूपित करके यह 
प्रतिपादित किया कि मानव-मानवर्मे ही नहीं, जीवमात्रमे भेद 
नहीं है । सब प्राणी एक ही कलाकारकी कृतियाँ हैं | माया-- 
श्रम अथवा अज्ञानके कारण हम सत्यको नहीं देख पाते । 
सत्य ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सत्य है । उसमे वेत नहीं है | 
वह पूर्णतया अद्वैत, अनाम; अजात, अमर और अनन्त है । 
संसारका कोई भी कार्य उसकी इच्छाके बिना सम्पादित 
नहीं होता । वह सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है । उस ब्रह्मको 
लेकर जो भेदभाव चलते हैं, वे निरी मूढ़ताके द्योतक हैं | 
अशानका विसर्जन करके, मूढ़ताका परित्याग करके प्रे 
0 और सह्दयताका प्रसार न: ब्यक्तिंगत 
जीवनके ल्यि वरदान है, वरं समाजके उत्थान ओ RT 
छथि मी नितान्त आवश्यक और उपयोगी है यी 
प्रसारसे मनुष्यके जीवनमै औदार्य, स्नेह तठे 
त्याग तथा विश्ववन्युत्वकी भावनाओंका ह्‌ व प्रेम, 
जाता है, जो मानवके लिये नितान्त आवर र टो 
आवश्यक है | ८: 


~~ 


७०० NS 


42 


% मानव-जीवन कैसा हो * 


६१९ 





आकाङ्की थे । मानवतावादकी पराकाष्ठा मळूकदासके साथियौमे 
उपलब्ध होती है । संत संसारभरके दुःख-कष्ट और 
दारिद्रथको अपने सिरपर इसल्यि ले लेना चाहता है कि 
संसारका भार हलका हो जाय । मळूकदासने खत; कहा है 
जे दुखिया संसारमें, खोत्रो तिनका दुक्ख। 
दरिदर सोंपि मटुकको, लोगन दीजे सुक्ख ॥ 
मानवतावादसे ही प्रेरित होकर इन संत कवियोंने 
संसारको भाँति-माँतिके कल्याणकारी मार्ग प्रदर्शित करनेका 
प्रयल किया । मानवतावाद-विषयक अपने विचारोंके प्रसारके 
लिये संतोंने सप्त महात्रतोंका उपदेश दिया, जिनसे मानवका 
व्यक्तिगत तथा समाजगत जीवन समुन्नत बनता है।ये सक्ष 
महात्रत है -१-सत्य, २-अहिंसा, ३-ब्रह्मचर्य, ४-अखादः 
५-अस्तेय, ६-अपरिग्रह, ७-अभय | 
सत्य ही ज्ञान दै, ब्रह्म है ओर संसारकी वास्तविक गति 
है। संतोंने सत्यके प्रति बड़ी श्रद्धा प्रकट की है । कबीरने 
कहा था-- 
साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप \ 
जके हिरदै साच है, ताके हिरदै आप ॥ 





“अहिंसा” मानवतावादकी प्राणशक्ति है । निर्गुण संत 
कवियोंकी अहिंसा-भावना बड़ी व्यापक है । कबीरदास तो 
यहातक कहते हैं-- 

घट घर माही सॉई रमता, 
कटुक बचन मत बोरू रे \ 

हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृतियोंके उस संघर्षकालमें, जब 
राज्य-ग्रास्तिके लिये रुधिरकी सरिताएँ, बहायी जा रही थीं) 
अहिँसाका उपदेश देकर संत कवियोंने निराश जनताका 
मार्ग प्रशस्त किया । 


इसी प्रकार संत कवियोंने ब्रह्मचर्य, अस्वाद; अस्तेय) 
अपरिग्रह तथा अभयका भी महत्त्व बताया है । कारण कि ये 
गुण याव्रत औदार्य, विनयशीलता और ब्यापक भावनाओका 
सर्जन करते हैं । ये ज्ञानी संत-महात्मा नेतिक मानवतावादकी 
ओर ही अधिक ध्यान देते थे | 

निर्गुण संत कवियोंने मानवतावादकी ओर अधिकसै- 
अधिक ध्यान दिया है । प्रेम, अहिंसा, सत्य; शान्ति, त्याग) 
क्षमा, दया, सहनशीलता ही मानवतावादके गुण हैं । इसपर 
संत कवियोंने समय-समयपर प्रकाश डाला है । 


BRETT 


मानवताका 


राग-रोषसे रहित; 


आशा-तृष्णा त्यागी’ 


NECLLLLLCELECECEE— 


मानव-जीवन कैसा हो 


मानव ! मानवता धारण करः तभी सफल होगा जीवन । 
मोहाडूत हो विषय-भोग-रत मत हो, व्यर्थ न खो जीवन ॥ 
रूप एक ही-ईश-समर्पित हो जीवन। 
तन-मन-म्रति-रति हाँ प्रसुमे ही प्रभुसेवामय हो जीवन ॥ 
सव जीवामे प्रभु-दर्शन हो? प्रशुचिन्तनमय हो जीवन । 
सहित संतोष मधुरतम हो जीवन ॥ 
परनिन्दा, परदोष-कथन चिन्तनसे विरहित हो जीवन। 
पर-खुख संरक्षक? भक्षक परडुःख निरन्तर हो जीवन ॥ 
अति प्र्ु-पद-अनुरागी हो जीवन। 
प्रसुगत चित्त, परायण प्रभुके 
अग-जगमय प्रभुके दशेन कर शान्ति-विरतिमय हो जीवन । 
प्रभुमै ओतप्रोत सर्वदा” सुखी निरतिशय हो जीवन ॥ 


पूर्ण निवेदित हो जीवन ॥ 


-७<<< <<< <<< <<< <<-<&€&< -<-. 


NN 


६२० 


* मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


"न्न यन मंज 
| दिव्य-प्रेमके अवतार श्रीचेतन्य महाप्रभु 


( लेखक--अ्रद्धेय आचार्य अनन्त श्रीभक्तिविलासतीर्थजी महाराज ) 


चतुदिक मरकत-मणिके समान हरित धानके खेतोंसे घिरा 
हुआ, गङ्गा और जंगी नदीके तटपर स्थित, दौड़-धूपमे रत 
उन्मत्त भीड़-भाड़से दूर, श्रीचैतन्यदेवकी पवित्र जन्मभूमि 
श्रीमायापुर कलकत्तेसे अनतिदूर वङ्गदेशके मध्यमे ध्यान 
और पूजाके मौन वातावरणके बीच अवस्थित है | दिव्य 
प्रेमके अवतार श्रीचेतन्यदेव, १८ फरवरी, १४८६ ई० 
( फाल्गुन शङ्का पूर्णिमा ) को सूर्यासतके उपरान्त चन्द्रग्रहणके 
कालमें विश्वके लिये दिव्य शान्ति और प्रेमका संदेश लेकर 
अपनी अतर्क्य शक्तिके द्वारा लोकचक्षुके सम्मुख आविर्भूंत 
हुए थे। 
श्रीनवद्दीपका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और 
सांस्कृतिक अपना निजी इतिहास है। किसी समय वह 
नदिया नामक एक जनसंकुल नगरका मुख्य भाग था | 
१६वीं गताब्दीम रचित श्रीचेतन्य महाप्रभुकी जीवनीमें 
लिखा है कि नवद्वीप एक घना बसा हुआ नगर एवं विद्याका 
केन्द्र था; जहाँ भारतके कोने-कोनेसे विद्याथी और विद्वान्‌ 
लोग विद्याध्ययनके लिये जाते थे । वस्तुतः प्राचीन नवद्वीपमे 
भारतीय संस्कृति और शिक्षाका पुनरुद्धार और विकास होने 
लगा था ।परंठु उस नगरके शिक्षितवर्गके जीवनमे एक भारी 
चुटि यह थी कि उनकी शिक्षामै ईश्वरके लिये कोई स्थान न 
था । १५ वीं शताब्दीके बंगालके धार्मिक जीवनमै पण्डितोमै 
बुद्धिगत नास्तिकवाद तथा सर्वसाधारणमे भूतप्रेतकी पूजा 
तथा हवासोन्सुख बोद्धधर्मके छोटे-छोटे देवी-देवताओंकी 
अन्धविश्वासथुक्त पूजा प्रचलित थी | सिक्षितवर्ग प्रायः संशय- 
बादी और बहुदेववादी था | बुद्धिजन्य अहंकारके साथ-साथ 
भौतिक समृद्धिने नवद्वीपको नास्तिकवादका अखाड़ा बना 
दिया था । उस समय नवद्वीप एक मुसलमान शासकके अधीन 
था, जो बड़ा ही अत्याचारी था । 
्रीइन्दावनदासके द्वारा लिखित श्रीचैतन्यमागबत 
नामक ग्रन्थ श्रीचेतन्यके प्रारम्भिक जीवनका बड़ा सुन्दर 
वर्णन करता है और बहुत ही प्रामाणिक अन्थ माना जाता 
है । श्रीडृन्दावनदास १५०७ ई में पैदा हुए थे और श्री- 
चैतन्य-भागवतकी रचना श्रीचेतन्य महाप्रभुके अन्तर्धान 
( १५३३ ई० ) के कुछ ही दिनों बाद की गयी थी। 
श्रीकृष्णदास कविराज गोखामीकृत भ्रीचेतन्यचरितामृत 


ग्रन्थ, जिसमें श्रीचेतन्य महाप्रभुके जीवनके द्वितीय और 
तृतीय भागोंका वर्णन है, उनके जीवनके अत्यन्त मनोहर युग- 
की अति दार्शनिक और शिक्षापूर्ण व्याख्या करता है । 
कवि कर्णपूरने १५७२ ई० में चेतन्यचन्द्रोदय नाटक लिखा । 
श्रीचैतन्यके जीवनकी अत्यन्त प्रामाणिक घटनाओंके ल्यि 
चैतन्यचन्द्रोदय नाटक) श्रीचैतन्यमागवत तथा श्रीचैतन्य- 
चरिताभूत प्रमाणभूत ग्रन्थ हैं । 

उनकी सुदीर्घ खर्णवत्‌ दीत आकृति थी, छः फुटसे 
भी ऊंचा शरीर था और जानुपर्यन्त लंबी भुजाएँ थीं, 
नवजलधरकी-सी गम्भीर और गूँजती हुई वाणी थी, नुकीली 
नाक थी, पूण चन्द्रको मी लज्जित करनेवाली मुखाकृति थी। 
भक्तोके ल्यि वे वात्सल्यकी मूर्ति थे; तथा श्रीकृष्णको अनन्यमाव- 
से भजते थे | सबके साथ समानरूपसे प्रेम करनेवाले थे, आत्मजयी 
और मानव जातिके परम हितकारी थे; क्योंकि वे भागवत- 
प्रेमके अतिरिक्त और किसी पुरुषार्थकी शिक्षा नहीं देते थे । 
वे चन्दन-काष्ठके कङ्कण धारण करके कृष्णप्रेममै उन्मत्त हो 
टत्य करते थे । श्रीचेतन्य-चरितामृतके द्वारा श्रीचैतन्य 

महाप्रभुका यही स्वरूप हमको देखनेके लिये मिळता है। 


बाल्यावस्थामे वे निमाई पण्डितके नामसे | पुकारे जाते 
थे । वे अपूर्व प्रतिभाशाली छात्र थे । व्याकरण-शास्त्रके 
वे सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ थे । न्याय, दर्शन और अलंकार- 
शास्त्रम पारंगत थे | भारतके सब पण्डितोंको पराजित 
करके नवद्वीपमें आये हुए केशव काश्मीरीको जब उन्होंने 
परास्त कर दिया, तब विश्वमे उनके अगाध शान; प्रखर प्रतिभा 
तथा महान्‌ पाण्डित्यका डंका पिट गया । 

पंद्रहबें या सोलहवें वर्षकी आयुमे पिताका श्राद्धकर्म 
करनेके उद्देयसे अपनी छात्रमण्डलीके साथ 
यात्रा की | वहाँ उनकी माधवेन्द्रपुरीके 
वैष्णव संन्यासी श्रीईश्वरपुरीजीसे भेंट हुई | य य 
दीक्षा ली और वे नवद्दीपको लौट गये | उनकी धार्मिक वृत्ति 
इतनी प्रबळ हो उठी कि नदियाके लोग इस परिवर्तनको देखकर 


चकित हो गये । वे अब शास्त्रार्थी 
ह 4 अब यी नेयायिक) वाद-विवाद 


ट्रक 
रहा 


उन्होंने i ॥ १ 
न्होने गयाकी 





के दिव्य-भेमके अवतार शरीचेतन्य महाप्रभु # ६२१ 





भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनके लिये अत्यन्त ही अधीर और 
व्याकुल हो उठे । नाम-मन्त्रके आकर्षक प्रभावसे वे इतने 
बिल हो जाते कि कभी उन्मत्त होकर हँसते, कभी रोते; कभी 
नाचते और कमी गाने लगते । गयासे लौटनेके बाद उनपर 
पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि पाण्डित्यकी शिक्षाके स्थानमै उन्होंने 
आध्यात्मिक शिक्षा प्रारम्भ कर दी । उन्होंने अपने रिष्योके 
दृष्टिकोणको बदलनेकी चेष्टा की और उनको ऐसी शिक्षाके 
महत्वको हृदयंगम करने योग्य बनाया, जिससे मनुष्य 
भगवानके साक्षात्कारके योग्य बनता है । 

सारे जनसमाजके लिये; उन्होंने पहले निष्ठापूर्वक धर्मा- 
चरण करने तथा प्रेम और भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णका नाम-जप 
करनेका सहज संदेश दिया । केवल श्रीकृष्णका नाम-जप 
करनेसे सारे पाप दूर हो जा सकते हैं तथा आध्यात्मिक एवं 
देबी गुणोंका विकास हो सकता है। उनकी शिक्षाके तत्व 
सार्वभौम सिद्धान्ते ऊपर आधारित हैं । वे जाति-पॉतिसे 
परे, भगवज्निष्ठाकों महत्त्व देते हैं । इसीका यह परिणाम था 
कि उनके विरोधी पंडे-पुरोहितों तथा कट्टर पण्डितों और 
छात्रोंने उनके भक्ति-प्रचारका हिंसात्मक प्रतिरोध किया। 

श्रीचैतन्यके संकीर्तनको बंद करनेके ल्यि हिंदू-जनताने 
शहरके मुसलमान कलक्टरके यहाँ नालिश कर दी । काजी 
श्रीवास पण्डितके घर गया, उसने उनका मृदङ्ग तोड़ डाला और 
उनके विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी कर दी? साथ ही यह भी घोषित 
कर दिया कि “जो शरीचेतन्यके अद्भुत धर्मके अनुसार शोर 
करते पाये जायेगे, “ऐसे लोगोंको दण्डरूपमें इस्लाम धर्म ग्रहण 
करनेके लिये बाध्य किया जायगा ।? श्रीचैतन्यने उस संकीर्तैन- 
निषेधकी आजञाको स्वीकार नहीं किया । उन्होंने नगरकी सड़कों- 
पर श्रीकृष्ण-नाम-संकीर्तनकी चौदह मण्डलियौका एक जुदस 
निकाला और कलक्टरसे बात करके उसके विचार बदल 
दिये । निषेधाज्ञा हटा ली गयी । यह प्रतिरोध सह्य नहीं हो 


. सकता था; इसलिये उन्होने मानव-जातिके महान्‌ कल्याणः 


को हेतु बनाकर, तपके द्वारा त्याग करके अपने 
विरोधियोंका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करनेका संकल्प 
किया । कट्टर लोग धर्मसम्बन्धी रूढ़ियोंसे चिपके रहनेके 
कारण इस विकासोन्मुख प्रेम-धर्मको समझ न सके | बे एक 
दिन शचीमाता और श्रीविष्णुप्रियाको वियोगाभिकी 
ज्वालामै जलते छोड़कर बर्दवान जिलेमै स्थित कट्बाकी 
ओर चल पड़े और बहाँ केशव भारतीसे संन्यासकी दीक्षा लेकर 
उन्होंने अपना नाम “भ्रीकृष्णचेतन्य” रखा । 





बह माघ मासमै--अपने जीवनके चौबीसवें वर्षमै संन्यास 
नेके बाद उन्होंने जगन्नाथपुरीके लिये प्रस्थान किया । 
बहाँ पहुँचकर वे सीधे श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमें गये, दिव्य; 
अप्राकृत श्रीविग्रहके दर्शन किये ओर दर्शन करते ही 
भावावेशमें मूर्छित हो गये । पुरीमै वे श्रीनवद्वीप-निवासी 
विशारद पण्डितके पुत्र पण्डित सार्वभौम भट्टाचायके घर कुछ 
कालतक रहे । ये उस समयके न्याय और शांकर-वेदान्तके 
सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ थे और वहाँके हिंदू-नरेश श्रीप्रतापरुद्रके 
आश्रयमें रहनेके लिये उत्कल प्रदेशमे चले आये ये । श्री- 
हाप्रभुका इनके साथ शाख्रार्थ हुआ) जिसमें उन्होंने आचार्य 
शंकरके केवलाद्वैत-मतका खण्डन किया । 





वहाँ उन्होंने सिद्ध किया कि आचार्य शंकरका यह सिद्धान्त 
कि ब्रह्म निर्गुण और निष्क्रिय दै, वह अनिर्देश्य, अचिन्त्य 
और जीवके साथ अमिन्नखरूप है; असत्य और श्रान्त 
है तथा श्रुतिप्रमाणके विरुद्ध है । निःसंदेह ब्रह्म 
प्राकृतिक गुण नहीं है परंतु निश्चय ही वह अप्राकृतिक 
गुणोंसे युक्त है तथा अनन्त कल्याण-गुणगर्णाकी राशि 
है । ब्रह्म और जीवके एकत्वमै कोई सत्यता नहीं । जीव 
मायाशक्तिके वशीभूत दै? परंतु ईश्वर माया-शक्तिके अधिपति 
हैं और जीबोंके भी नियन्ता हे, सुतरां वे ही वह 
मूल-कारण हैं, जिससे जगत्‌की उत्पत्ति होती है तथा जिसने 
जगतूको धारण कर रखा है । जीवब्रह्मकी एकताका 
समर्थन न प्रत्यक्ष, न अनुमान और न आगम-प्रमाणके द्वारा 
होता है । श्रुति खतःप्रमाण है और सब प्रमाणोंका मूल है? 
इसकी प्रामाणिकताके ल्यि श्रुतिके सिवा अन्य किसी 
प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है । यह सर्वसम्मत है कि 
श्रुतिका प्रामाण्य निर्विवाद और सर्वोपरि है । 


-जन्म और सुत्युरूप बन्धनोसे छूटना ही जीवनका 
लक्ष्य है?--यह निर्विशेष ब्रह्मवादियोंका कथन ठीक नहीं है । 
वस्तुतः दुःखका अत्यन्ताभाव और सुखकी आत्यन्तिक प्रासि 
ही मनुष्यका चरम लक्ष्य है, और उसकी प्राप्ति भक्ति 
समवेत यथार्थ परमात्म-ज्ञानके द्वारा हो सकती है । 


श्रीचेतन्यके मतसें) भगवद्धक्तिके दारा कर्मफलकी आसक्ति- 
से मुक्त होना ही वेदोंका परम उपदेश है और इसीका नाम 
नैष्कर्म्य है । 


तथाकथित सफल कर्मोके ब्यामोहमै चूर रहनेको 


६२२ 


इम सभ्यता कहते हैं, परंतु इसके भीतरके वास्तविक 
तात्पर्यको हम नहीँ देखते । कर्मका यथार्थ लक्ष्य भोग नहीं 
हैं, क्योकि वह क्षणिक और भ्रमजनक होता है, बल्कि अन्त- 
श्चेतनाको प्रबुद्ध करना तथा तत्त्व-जिज्ञासा ही यथार्थ 
लक्ष्य है । 


शानके विषयमै श्रीचैतन्यके विचार स्पष्ट, गम्भीर और 
विशुद्ध हैं । श्रीमद्भागवत भारतीय वाड्मयका एक प्रमुख 
ग्रन्थ है; उसमे त्रह्मसूच्ोकी श्रेष्ठ, यथार्थ और अत्यन्त निरपेक्ष 
व्याख्या की गयी है । ज्ञान एक और सर्वव्यापी है; एक ही 
अद्वैत चिन्मय तत्त्वे विभिन्न रूपोंको ब्रह्म, परमात्मा तथा 
भगवानूके नामसे पुकारते हैं । 


दार्शनिक ज्ञान भक्तिका गौण परिणाम होता है 
अविद्याशक्ति, क्षेत्रज्ञाशक्ति ( जीवशक्ति ) तथा विष्णुशक्ति 
( खरूपाशक्ति )को लेकर ही उस अद्वय तत्त्वके तीन रूप... 
अह्मः परमात्मा एवं भगवान--माने गये हैं और इन तीनों 
स्वरूपोका साक्षात्कार ही यथार्थ तत्त्वज्ञान है । भक्तिके द्वारा 
ही भगवानके स्वरूपकी ठीक ठीक अनुभूति और प्राप्ति होती 
है । ज्ञान अनुभूतिकी अपेक्षा परोक्ष होता है । भक्तिसे ज्ञान- 
की प्राप्तिके साथ-साथ अनुभूति भी होती है । 


श्रीचेतन्यने भारतमै दूर-दूरतक भ्रमण किया और अपने 
निश्रान्त तत्त्वज्ञानके प्रति बहुसंख्यक छोगोंका विश्वास उत्पन्न 
किया । १५१२ ई० में वे दक्षिण भारतकी यात्रामै निकले । 
संकीर्ण सुखवाद मनुष्यके लिये गौरवकी वस्तु नहीं है। 
अमर जीवनपर-शारीरिक और मानसिक आनन्दपर नहीं, बल्कि 
अक्षय अलौकिक आनन्दपर ही मानवका जन्मसिद्ध अधिकार 
है। उनके इन उपदेशोम साधारण नवीनता देखकर लोग मुग्ध रह 
जाते थे । सहखोकी संख्यामै लोग उनको घेरे रहते थे । उनके 
स्वरूपका अलौकिक सौन्दर्य सबको आकर्षित कर लेता 
था । वे. सारी सृष्टिको आकर्षित करनेवाले आध्यात्मिक 
केन्द्र श्रीकृष्णके प्रेमावतार थे । कोव्वूरमे गोदाबरीके तटपर 
उनका राय रामानन्दसे समागम हुआ | वे उन दिनों राजा 
प्रतापरुद्रके साम्नाज्यके दक्षिण प्रान्तके सूबेदार थे | उनसे बहुत 
देरतक शास्त्रचर्चा हुई, जो गौडीय वैष्णवधर्मका मूलाधार है। 
बढी उन्होंने प्रेम-धर्मके मूलभूत आध्यात्मिक तत्त्ोंकी व्याख्या की। 
इसमें संदेह नहीं कि समाज ही साधन-भूमि 

है; परंतु उसके सामने एक समाजातीत ल्क्ष्य 
होना चाहिये; नहीं तो? बह उपयोगिताके सिद्धान्तों और 


कँ मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


i 





्यर्थके रीति-रिवाजोंमें फैंस जायगा और मनुष्य निरन्तर 
बढ़ते रहनेवाले जीवनके जंजालोसे निकल न सकेगा । राय 
रामानन्दे द्वारा प्रदर्शित भगवद्विग्रहकी सेवा और उपासना- 
के पाँच उत्कृष्ट तत्त्वोंको, जो प्रेमाभक्तिके अङ्ग हैं, श्रीचेतन्यने 
स्वीकार किया है | वे हैं--( १ ) वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेसे 
भगवद्भक्ति प्राप्त होती है, २ ) भगवानके लिये समस्त स्वार्थोका 
त्याग, (३) मगकम्रेमके द्वारा सर्वधर्मत्याग, (४) ज्ञानात्मिका 
भक्ति और (५) स्वाभाविक और अखण्डरूपसे मनका श्रीकृषणमे 
लगाना | श्रीकृष्णके प्रीत्यर्थ उनमें आसक्ति ही भक्ति है, यह ज्ञान, 
कर्म, वैराग्यकी इच्छसे सर्वथा शून्य होती है तथा पूर्णतः 
अनमिलाप्रितायुक्त होती है । शुद्धा भक्तिमे भक्त सारी 
कामनाएँ, सारे विधि-विधान, सारे ज्ञान और कर्मका त्याग 
कर देता है और अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियासे श्रीक्ष्णमै 
आसक्त रहता है । श्रीकृष्ण-प्रेम मनुष्यके अन्तस्तलमें 
अवस्थित रहता है । श्रीचेतन्यका उपदेश बहाँसे प्रारम्भ होता 
है, जहाँ गीता समाप्त होती है । 


अचिन्त्यभेदाभेद 


श्रीचैतन्यने भक्ति और प्रेममूलक धर्मका उपदेश किया 

है, जो शिक्षित अशिक्षित-सबको समानरूपसे आकर्षित करता 
है । उनका दार्शनिक सिद्धान्त (अचिन्त्यमेदामेद्वाद'के 
नामसे प्रख्यात है, जो पूर्ण और सर्वथा ईश्वरवादी सिद्धान्त 
है और प्रस्थानत्रयके द्वारा समर्थित आर्षप्रमाणपर आधारित 
। वे पूर्ववर्ती ईश्वखादी चारों सिद्धान्तो--श्रीरामानुज- 
के विशिष्टाद्वेत, श्रीमध्वके शुद्धद्वैत, श्रीनिम्बावके ढैताद्वैत 
आर श्रीविष्णुस्वामीके शुद्धाद्वैतको स्वीकार करते हैं । दार्श- 
निक और धार्मिक जगतूर्मे दूसरे सिद्धान्तोंके 


०७७ “ण 


श्र 


भा 


* जानकीनाथपर वलिहारी % 


RS यम मय न सिम >... > 





मप 
प्रकारके दार्शनिक विचारोंका उनके आपेक्षिक गुण-दोषके 
प्रकाशमें, यथार्थ समन्वय हमको भागवतमै प्राप्त होता है, 
जो ब्रह्मसूज्रकी) प्रकारान्तरसे श्रुतियोंकी अत्यन्त श्रेष्ठ, सत्य 
और निष्पक्ष व्याख्या है । श्रीचैतन्यके मतसे श्रीमद्भागवत 
हमको तीन महान्‌ सत्योंकी शिक्षा देता है--सम्बन्ध, अभिधेय 
और प्रयोजन; जिनकी विवेचना वेदान्तदर्शनमें होती है। 
श्रीकृष्ण सम्बन्ध-तत्त्व हैं और भक्ति अभिधेय है, अर्थात्‌ 
सम्बन्ध-तत्त्वकी सेवाका साधन है, तथा श्रीकृष्ण-प्रेम प्रयोजन- 
तत्त्व है । चिन्मय तच्वका सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ रूप श्रीकृष्ण 
हैं, जो अपरिच्छिन्न एवं विश्वातीत होते हुए भी अपने 
शाश्वत धाम श्रीबृन्दावनमै गोप-गोपियाँ, वृक्ष-छताओं; 
नदियों; सखाऔं तथा अन्य परिकरोंके साथ क्रीडा करनेके 
लिये अपनी अचिन्त्य और अतर्क्य शक्तिके द्वारा अनेक 
परिच्छिन्न साकार रूप धारण करते हैं । वे परिच्छिन्न 
साकार रूपोंमें अवस्थित होकर भी मगवत्तत्वकी अमिव्यक्तिके 
रूपमै अपरिच्छिन्न और शुद्ध चेतन हैं । अतक्यं-शक्ति-सम्पन्न 
होनेके कारण वे सम्पूर्ण विरोधोंसे परे हैं । भगवत्सम्बन्धी 
हमारी धारणाके अनुसार परस्परविरोधी गुणों और भावोंका 
समावेश भी उनमें हो सकता है । इसी प्रकार उनका शरीर 


६२३ 


भी तत्त्वतः उनसे पृथक्‌ नहीं है । उनमें देहदेहीका भेद 
नहीं है । 


श्रीचैतन्यने दर्शनशा्रको शुष्क तर्कवादसे तथा धर्मको 
निरर्थक विधि-विधानके जाले मुक्त कर दिया । भक्ति एक 
तर्कातीत अनुभव है, जिसमें भक्त और भगवान्‌ दिव्य शरीरमे 
एक दूसरेके समीप पहुँचते हैं | यही उस अन्तिम सत्यको 
प्रास्त करनेका एकमात्र मार्ग है, जो बुद्धिके लिये नितान्त 
अगम्य है। 








श्रीचैतन्यके जीवनमै हम भारतीय विचार और संस्कृतिकी 
पराकाष्ठा पाते हैं । 

भगवद्येम स्वयं ही साध्य है तथा यह सत्यकी 
प्राप्तिका साधन भी है और इहलोकमै भगवानका नाम 
सर्वोच्च आश्वासन है । 

वे इस मृत्युलोकमें ४८ वर्ष जीवित रदे) जिनमें २४ 
वर्ष नवद्वीपे वीते और शेप २४ वर्ष त्यागी, संन्यासी और 
धर्मोपदेशकके रूपमे बीते | इन २४ वर्षेमि उनके ६ वर्ष तीर्थ- 
यात्रामें और ६ वर्ष भक्तिमारगके प्रचारमें बीते तथा शेष १२ 
वर्ष खरूपदामोदर तथा राय रामानन्दके साथ अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णकी वियोग-व्यथा तथा दिव्योन्मादमै व्यतीत हुए । 





जानकीनाथपर बलिहारी 


जानकी-जीवनकी बलि जेही । 
| ८ ` _ चित कहै रामसीय-पद्‌ परिहरि अब न कहूँ चलि जेही ॥ 
उपजी उर प्रतीति सपनेहुँ सुख, प्रभु-पद-बिसुख न पहा । 
मन समेत या तनके बासिन्हः इहै सिखावन देहौ ॥ 


नातो-नेह नाथसो करि 


सब नातो-नेह बहैहों। 


डे र यह .छर भार ताहि तुलसी जग. जाको दास कहैहों ॥  : 


पु 

” १ 
भ्रवननि और कथा नहि सुनिहो, रसना और न गेही। 
रोकिहौँ नयन बिलोकत औरहि, सीस ईस ही नेहों ॥ 


--खुल्सीदासजी 


६२४ ` 


% मानव वही जो स्वाथ तज होता पथिक परमार्थका # 


सती नारी 


सावित्री 


पिताने बुद्धिमानी की और बयःप्राप्ता कन्याको अपने 
अनुकूल वर चुन लेनेकी स्वतन्त्रता दी । उसे रथसे श्रमणकी 
सुविधा दी । कन्याके विवेकपर उनका विशवास उचित था | 
उनकी कन्याने नहीं देखा धन, नहीं देखी प्रतिष्ठा । उसने देखा 
गुण) संयम और सदाचार । उसने राज्यश्रष्ट) वनवासी, 
नेत्रहीन श्वशुरके गुणवान; सदाचारी, धर्मात्मा कुमार 
सत्यवान्‌को चुना । 


हृदयसे वरण कर लिया सो कर लिया । देवर्षि नारदने 
सूचित कर दिया कि सत्यवान्‌ अस्पायु हैं; किंतु अब तो उन्हें 
सावित्री हृदय दे चुकी | आर्य-कन्या एक बार ही तो हृदय देती 
है । विवश पिताने विवाह कर दिया । राजकुमारी आभूषणोंसे 
लदी पतिकी कुटियामे वनर्मे आयी और आते ही उसने एक- 
एक करके आभूषण उतार दिये सासके सम्मुख | पतिकुल 
वनवास कर रहा है, दरिद्र-ददामें है, बल्कल वस्त्र पहनता 
है, वह पिताके धनका प्रदर्शन करे- उसका सुख भोगे-- 
सासके स्नेहाग्रहको भी इस सम्बन्धमै उसने नम्रतापूर्वक 
अस्वीकार कर दिया । 
इतना सद्गुण, इतना त्याग, इतना पातित्रत्य- यमराज 
वहाँ विफल हो गये, आगे चलकर तो अद्भुत बात क्या हुई! 
सीता 
सर्वथा शुद्ध मन-बचन-काय नित्य निष्कलङ्क भगवती 
जानकी--किंठ॒ मर्यादापुरुषोत्तम कुछ चाहते हैं-लोकरुचि 
` संदेहप्रिय है और उसे संदेहको स्थान नहीँ देना चाहिये । 
न क्षोभ, न खेद और न विप्राद- भयका तो हेतु ही नहीं 
था । प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश किया श्रीजनकनन्दिनीने | 
अझिकी ज्वालाएँ- ते उन्हें अधिक उज्ज्वल, अधिक 
तेजोमयी ही कर सकती थीं | अझिदेव उनकी पवित्रताके 
साक्षी बने- और कर भी क्या सकते थे वे ? उनकी 
दाहिका शक्ति सत्य एवं सतीत्वके सम्मुख तो सदा कुण्ठित 


टी है । 


गान्धारी 
राजकुमारी गान्धारी सर्वोङ्गसुन्दरी कमललोचना । 


उनका विवाह हो गया नेत्रहीन धृतराष्ट्रके साथ | प्रचण्ड- 


पराक्रम भीष्मपितामह--जिन्दोंने संग्राममे भगवान्‌ परशुराम- 
को पराजय दे दी, उनका अनुरोध--गान्धारीके पिता 
विवश थे | 


(पति- नारीके आराध्य, मेरे प्रभु नेत्रहीन हैं !: गान्धारी- 
ने सुना और तत्काळ निश्चय किया- “संसारको वे देख नहीं 
सकते तो गान्धारी भी नहीं देखेगी | जो सुख उन्हें प्राप्त 
नहीं) मुझे भी वह नहीं चाहिये ।' उसी क्षण उन धन्या 
गान्धार ( वर्तमान कन्दहार-अफगानिस्तान ) की राजकुमारी- 
ने अपने नेत्रोपर पट्टी बाँध ली और वह पट्टी जीवनभर 


बँधी रही । 
जोहर 


भारतीय छलनाका लोकोत्तर त्याग एबं सतीत्व त्रेता- 
द्वापरकी कथामात्र नहीं है। वह तो अभी गत वर्षोंकी बात 
है | कुछ शताब्दियाँ मात्र बीती हैं | देशका कण-कण-- 
विशेषतः राजस्थानका पवित्र रजःकण उनके बलिदानकी एक- 
एक गाथा है । 


शत्रु--विधर्मी शत्रु प्रबल है । उसकी सेना दुर्ग घेरे पड़ी 
है । आत्मसमर्पण राजपूतके कोषका शब्द नहीं है | दुर्गम अन्न- 
जलका अभाव होता जा रहा है। पुरुषके तारुण्यने 'केसरिया? 


अपनाया और क्षत्राणियोंने ही नहीं, दासियोंतकने जोहर- 
का स्वागत किया । 


दुर्गके भीतर या उद्यानमें धधकती विशाल चिता और 


उसमे हसती, आभरणसज कोमलाङ्गी ललनाएँ -कूदकर 
आत्माहुति देती जा रही हैं ! 08 
किस विशेष घटनाका नाम लें--भारतकी भुवन-पावनी 


धराने स्थान-स्थानपर ऐसे । जोहर! 
दद | | ह्र'की भस्म धारण कर 


—— to 


0 





Sst 


कल्याण रू” 
सती सावित्री 





सती गान्धारी 












ॐ सत्यसूर्ति सुकरात और मानवता > 






नल CEE 





सत्यमूर्ति सुकरात 





द्श्५ 





त ओर मानवता 


( लेखक--श्रीकेशबदेवजी आचार्य ) 


निन्दन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: ससाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्येव चा सरणसस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रचिचळन्ति पदं न धीराः ॥ 
( भर्वृहरि-नीतिशतक ) 
संसारके नीति-निपुण पुरुष चाहे निन्दा करें या स्तुति, 
लक्ष्मी चाहे प्राप्त होती दो या जाती हो; आज ही मृत्यु 
७»  छोती हो या युगोंका जीवन प्राप्त होता हो, विवेकी पुरुष 
न्याय्पपथसे, सत्यपथसे तनिक भी विचलित नहीं होते ।? 
सुकरातका जीवन सत्यान्वेषण; सत्यके प्रचारः सत्यके 
लिये सर्वस्व-त्याग और सत्यके लिये हर प्रकारके कष्ट सहनका 
मूर्तरूप था । सुकरातका जन्म ईसासे ४६९ वर्ष पूर्व यूनानके 
एथेन्स नामक नगरमे हुआ था । इनके पिता मृत्तिकार थे 
7 और माता प्रसूति-परिचारिका ( नर्स ) थी | 
यूनानके इतिहासमें यह वह समय था जब कि एथेन्स 
नगर साहित्य, राजनीतिः कविताः इतिहास, शिल्पकला; 
मूर्तिकला, चित्रकला आदिमें अपने वेभवके चरम शिखरपर 
था और इस समय एथेन्सर्मे इन विषयोंके ऐसे उच्च कोटिके 
विद्वान्‌ थे, जो आज भी अपने विषयोंमें जगद्गुरु माने जाते 
` हैँ | सुकरातका इनमैंसे अनेकोंके साथ सम्पर्क रहा था और 
इन सबके ज्ञान और सद्ुणोंकी तुलना करनेपर पता चलता 
है कि सुकरातका स्थान इन सबसे ऊँचा है । 


सुकरात बचपनसे ही सत्यप्रेमी और सत्यनिष्ठ थे । जिस 
बातको ये सत्य और न्याय्य समझते थे, उसके कहने और 
करनेमे लेशमात्र भी संकोच या भय नहीं करते थे | एथ्वीकी 
कोई भी शक्ति प्रलोभन या भय देकर, जिसे ये सत्यया 
न्याय्य समझते थे, उससे इन्हें लेशमात्र भी विचलित करनेमें 
समर्थ न हो सकी । 
सुकरात अत्यन्त अक्रोधी और क्षमाशील पुरुष थे । 
एक दिन उनकी पत्नीने क्रोधमें भरकर गंदे पानीसे भरा 
* एक बर्तन लाकर उनके सिरपर उडेल दिया । सुकरात ६ 
पड़े और बोले--आजतक तो मैंने सुन रखा था किं जो 
गरजता, वह बरसता नहीं)” परंतु आज विपरीत बात हो गयी 
--जो गरजा, वह बरसा भी । खी बेचारी चुप हो गयी ! 


मा० अं० ७९-- 


र 


इंसा-पूर्व ४०६ मै दस सेनापति एक अपराधमै विचारार्थ 
संसदूमै उपस्थित किये गये और यह निर्णय हुआ कि व्यव- 
स्थापिका सभा ( सेनेट ) यह निश्चय करे कि उनपर क्रिस 
प्रकार अभियोग चलाया जाय । व्यवस्थापिका सभाने यह 
प्रस्ताव पारित किया कि एथेन्सनिवासी अभियोगको और 
बचाव-पक्षको सुनकर मत देकर निर्णय करें कि उन्हे दण्ड 
दिया जाय या छोड़ा जाय । बह प्रस्ताव बहुत ही अन्यायः 
पूर्ण और विधिविरुद्ध था । सामान्यरूपमै अभियोग चलाकर 
न्यायाधीशके द्वारा जिसका निर्णय होना चाहिये था; उसका 
निर्णय सामान्य जनमतसे कराना अन्याय था । दूसरे; 
ण्थेन्सके कानूनके अनुसार प्रत्येक मनुष्यके लिये व्यक्तिगत 
अपराधके अनुसार प्रथक-प्रथक निर्णय होना चाहिये था; 
न कि सामूहिकरूपसे एक साथ । जिस दिन इस अभियोगपर 
मत लिया जानेवाला था, उस दिन सुकरात व्यवस्थापिका 
सभाके प्रधान थे । जनसाधारण अभियुक्तोके प्रति क्रुद्ध थे | 
अनेक सदस्याने इस प्रस्तावको विधिविरुद्ध जानकर इसपर 
मतदानका विरोध करना चाहा, किंतु उन्हें धमकी देकर 
चुप कर दिया गया | सुकरातको भी पदच्युत करने, बंदी 
बनाने और मृत्यु-दण्ड देनेकी धमकी दी गयी । किंतु 
उन्होंने इन सबकी छेशमात्र भी परवा न करते हुए उस 
प्रस्तावको मतके लिये नहीं रखा | दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति 
प्रधान हुआ । उसने जनसाधारणकी घमकीके भयसे उस 
प्रस्तावपर मत लिये और मृत्यु-दण्डके पक्षम मतदान होनेसे 
उन सेनापतियोंको मृत्यु-दण्ड दे दिया गया | इस घटनाका 
उल्लेख करते हुए अपने ऊपर अभियोगके समय सुकरातने 
कहा--न्याय और विधिकी रक्षाके ल्यि मैने हर प्रकारके 
संकटका सामना करना और जेल एवं मृत्युके भयसे आपके 
अन्यायपूर्ण प्रस्तावम भागीदार न होना अपना कर्तव्य समझा |? 


इस घटनाके दो वर्ष बाद ईसा-पूर्व ४०४ में गणतन्त्रका 
अन्त हो गया और तीस व्यक्तियोंके अल्यजनतत्त्रका शासन 
हुआ । इस शासनका प्रधान था क्रिटियस नामक एक 
व्यक्ति क्रिटियस और उसके मित्रोंका वह शासन भय ओर 
आतडूपूर्ण था । राजनीतिक प्रतिद्दन्दियो और व्यक्तिगत 
शत्रओंकी इत्या की जाती थी । इसी प्रकार प्रतिष्ठित 


६२८ 


नागरिकों और धनी व्यक्तियोंकी धनके लिये हत्या करायी 
जाती थी । अनेक निर्दोष व्यक्तियोंको झूठे अपराधोमे फॅसा- 
केर उनका वध किया जाता था। इस उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिये उन्होंने सुकरात और चार अन्य ब्यक्तियोंको परिप्रदू- 
भवनमै बुलवाया और कुछ व्यक्तियोको वध करनेके लिये 
बंदी बनाकर लानेकी आज्ञा दी । इस आज्ञाके उलङ्घन 
करनेका अर्थ था मृत्यु । दूसरे चार व्यक्ति आज्ञाका उल्लङ्घन 
न कर सके ओर उन व्यक्तियोंको पकड़ लाया गया । परंतु 
सुकरात मृत्युकी परवा न करके आज्ञाका उल्लङ्खन करके 
अपने घरपर चले गये । इन्होंने क्रिटियस और उसके 
साथियोंके शासनकी और राजनीतिक हत्याओंकी सिंहके 
समान गर्जना करते हुए अत्यन्त कठोर शब्दोंमें निन्दा की । 
यदि उस शासनका गीघ ही अन्त न हो गया होता तो तभी 
सुकरातकी हत्या कर दी गयी होती | अतः इस घटनाका 
उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा है--मैंने केवळ गब्दोंसे ही 
नहीं, अपिठ अपने कर्मोंसे यह प्रकट किया है कि मैंने मृत्यु- 
को तिनकेके बराबर भी नहीं समझा, किंतु मैंने अनुचित 
कर्म न करनेकी पूरी सावधानी रखी है |? 
सुकरातसे पहले यूनानके दार्शनिक बिश्वके मूल तत्त्वोंका 
चिन्तन करते हुए, इस निष्कर्षपर पहुँचे थे कि वे मूल तत्व 
वायु, अभि और जल हैं | उन्होने इन प्रश्नोंका समाधान 
दँढ़नेका प्रयास किया था कि “विश्वके पदार्थ किस प्रकार 
उत्पन्न होते हैं १ किस प्रकार अस्तित्व धारण करते हैं ! 
क्यों अस्तित्व रखते हैं १? परंतु ईसासे पूर्व पाचवी झतान्दीमे इन 
समाधानोंसे एथेन्सवासी संतुष्ट न थे | इस समय एथेन्सवासी 
न्याय-अन्यायः उचित-अनुचित, कल्याणंकारी और उपयोगी 
आदि विषयोंकी अवैज्ञानिक विवेचना करने लगे थे | इस 
समय ऐसे शुप्क तार्किक ( 90911565 ) प्रकट हो गये थे, 
जो धन लेकर इन विषर्योकी शिक्षा दिया करते थे, किंतु 
जिन्हें इन 'विषयोंका कोई स्पष्ट या गम्भीर ज्ञान न था | 
सुकरातने यूनान देदाके सात प्राचीन संतोंके “आत्माको 
जानो? ( Know thyself )जैसे सूत-वचनोंका अध्ययन 
किया था और इनका उनपर प्रभाव था । अतः इन्होने 
बचपनसे मानवताका अध्ययन करना प्रारम्भ किया । इन्होंने 
पबित्रता-अपवित्रता, श्रेष्ठता-नीचता, न्याय-अन्याय) संयम- 
असंयम» साहस-कायरता, राज्यशासन-राजनीतिं और आत्मा, 


देवता एवं परमात्मा सम्बन्धी अनुसंधान तर्क और युक्तिके 
द्वारा प्रारम्भ किया # | 


ॐ यस्तकेणानुसघततेस बे वेद नेतरः मना 77 ऽ (मनु० 


१२1 २०६ ) है, तब मनुष्यमात्र ही अब्पश होता है । 


जै मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका ५ 








सुकरातको बचपनमै ही चेरीफोन नामक एक व्यक्तिके 
द्वारा यह पता चला था कि देवता ( 079012 ०! D९17; ) 
ने उसे कहा है कि वह (सुकरात ) विश्वका सर्वश्रेष्ठ 
ज्ञानी है । खयं सुकरातका ईश्वरके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
था तथा उन्हें बचपनसे ईश्वरकी दिव्य वाणी सुनायी दिया" 
करती थी और प्रायः प्रत्येक कर्मके अवसरपर उसके करने 
या न करनेके दिव्य संकेत मिला करते थे । अपने विषयमै 
उस दिव्य वाणीको सुनकर उन्हें ईश्वरकी ओरसे इस बाणीकी 
परीक्षा करनेका आदेश मिला | इस आदेशके अनुसार ये 
अपने समयके प्रसिद्ध कवियों) कलाकारों, राजनीतिज्ञो और 
दार्शनिकोंसे मिळे और उनसे बातचीत करके यह अनुभव 
किया कि इनका ज्ञान थोथा है । उन्होंने अनुभव किया कि 
“में भी अज्ञानी हूँ और ये भी अज्ञानी हैं, किंतु मुझमें और 
इनमें इतना अन्तर है कि ये अज्ञानी होते हुए अपने-आपकी 
ज्ञानी माननेका मिथ्या अभिमान रखते हैं और में अपने 
आपको अज्ञानी मानता हूँ और सदा सच्चे ज्ञानकी खोजमें 
लगा रहता हूँ । केवल इतने ही अंशमै में इनकी अपेक्षा _ 
अधिक ज्ञानी हूँ । देववाणीके मुझे सर्वश्रेष्ठ जानी कहनेका > 
यही अभिप्राय हो सकता है ।? % 

जिन व्यक्तियोंसे सुकरातने बातें काँ और जिनके अज्ञान 
का इन्होंने भंडाफोड़ किया, उनमेंसे अनेक ऐसे थे; जिन्होंने 
अज्ञानताको स्वीकार करके इनसे बहुत कुछ सीखा; किंतु 
अनेक व्यक्ति ऐसे भी थे, जिन्हें अपनी लोकप्रतिष्ठाका अभिमान 
था और जिन्हें अपनी अज्ञानताके प्रकट होनेपर भीषण 
मर्मवेदना हुई | इस कारण ये सुकरातके विरोधी बन गये 
और इन्होंने उनपर दो अभियोग लगाये | प्रथम यह कि 
इन्होंने एथेन्सके देवताओंमें अविश्वास किया है और नवीन 
देवताओको माना है । दूसरा यह कि इन्होंने नवयुवकोंको 
पथः्रष्ट किया है । 








क्छ प 100 
ॐ छुकरातका अपने-आपको दूसरोंके समान अज्ञानी कहना... 


वस्तुतः श्नकी नम्नता थी । दूसरोंके अज्ञानको वही प्रकट कर 
सकता है, जो उनकी अपेक्षा अधिक शानी हो । इसके अतिरिक्त, 
दूसरे व्यक्ति एक-एक विषयके पृण्डित थे, किंतु ये अनेक विपर्योके 
शाता थे । इसके अतिरिक्त, इनका अपने-आपको अ 
ईश्वरके शन्त शानकी तुरुनामें है । इन्होंने कहा हे कि पूर्ण ज्ञानी 
केवल ईश्वर ही है, मनुष्य अल्पश हो होता है । मेरे-जैसा व्यक्ति 
भी, जो कि विश्वका सबसे अधिक ज्ञानी माना जाता है. 


ज्ञानी कहना 


न्‌ 





त 


* 


a सत्यमूति > 
क ति सुकरात और मानवता + 


= 


६२७ 





eM) स 


सुकरात देवताओंके अस्तित्वमे सच्चे हृदयसे बिश्वास 


_) करते थे और इसी कारण इन्होने अपने विषयमै सर्वश्रेष्ठ 


ज्ञानी दोनेकी देववाणीको परीक्षा करना प्रारम्भ किया । परंतु 
देबताओंका जो अनीतिकतापूर्ण रूप ग्रीक पुराणोमै भरा पड़ा 
आ और जिसे एथेन्सवासी जनसाधारण मानते थे, उसे ये 
ही मानते थे । ये उसमें सुधार करना चाहते थे । देवताओंके 
सम्बन्धमै इनकी भावना बहुत ऊँची थी और येजीवनभर तथा 
मरनेके अनन्तर परलोकमें भी उनके साथ सदा रहनेकी 
अमीप्सा करते रहे । इनका ईश्वरम भी पूरा विश्वास 
था । ये उसे शिव, कल्याणकारी मानते थे । इनका जो 
इश्वर सदा श्रेष्ठ ही कर्म करता है, नीच पाप-कर्स र 
करता, वह और केवल वही पूर्ण ज्ञानी, सच्चा ज्ञानी ( सर्वश ) 
है । मनुष्य अल्पज्ञ है । सुकरातकी मान्यता थ्री कि मानव- 
जीवनका लक्ष्य है ईश्वरके सदृशा होना और मानव-आत्मा 
ईश्वरका अनुसंधान और उसकी आज्ञाका पालन करता हुआ 
उसके सद्दग हो जाता है । अतः ईश्वरकी आज्ञा सबौपरि है 
और उसका पालन करना प्रत्येक ब्यक्तिका कर्तव्य दै । 
_ बुकरात अपने कर्माको ईश्वरकी आज्ञासे, उसका सेवार्क रयम 
किया करते थे । उन्होंने उसके आजञा-पालनमे अपनी आहुत 
दे दी । अतः सुक्ररातपर लगाया गया देवताओंमें अविश्वासः 
का दोष सर्वथा अनुचित था । 


नवयुवकोंको पथश्रष्ट करनेके अभियोगका उत्तर देते 
हुए सुकरातने कहा कि “जब मैंने सुना कि देवता ( Oracle 
01 ९171; ) ने मेरे विषयमै कहा है कि में विश्वका 
सबसे बड़ा ज्ञानी हू? श्वरके आदेशसे मैने इस कथनका 
परीक्षा करना अपना कर्तव्य समझा । मेने अनके राजनीतिञ 
कचि, कलाकार और दूसरे. व्यक्तियोंसेश जिनके सम्बन्ध 
यह प्रसिद्ध था कि वे ज्ञानी हैं, बातचीत को । सेरी बात 
नीतसे उनका अज्ञान प्रकट हुआ । नवय॒वकोंकी मेरी बाते 
अच्छी लगी और उन्होने भी परस्पर ऑर दूसरे उन 
व्यक्तियोंसे, जो अपने आपको ज्ञानी मानते थे) वे हा सन 
करने आरम्म किये, जो में किया करता था । गर ओर 
नवयवकोंके . इस आचरणसे वे लोग, जा अज्ञानी होते हुए 
भी अपने-आपको ज्ञानी माननेका अभिमान रखते अ; सेरे 
शाञ्च बन गये और कहने लगे कि मैने नवयुवकोंकी पथश 








+ मीक भाषामें फिलासफी ( 21108093 ) शब्दका ७४ 


या हे । किंतु मैं तो ज्ञानका प्रेमी ( Philosopher) # 
SS 


और सत्यकी खोज करनेवाला हूँ । अतः मैं सच्चे ज्ञानको प्रात 
करनेके ल्यि जिस किसीको भी ज्ञानी सुनता हूँ, उससे कुछ 
सीखनेके लिये बातचीत करता हूँ । यदि सत्यको खोजना 
और ज्ञान प्राप्त करनेके लिये किसी ज्ञानी माने जाने व्यक्तिस 
बातचीत करना अपराध है; तो में इसे स्वीकार करता हूँ । 
यदि आप .मुझे यह कहते हँ, “सुकरात ! इस समय 
हम तुम्हें छोड़ रहे हैं; किंतु शर्त यह है कि तुम ज्ञानसे 
अपने प्रेमको और सत्यकी इस खोजको बंद कर दो। 
यदि तुम फिर कभी यही काय करते पाये गये तो तुम्ह 
मृत्यु-दण्ड मिलेगा |! तो में यह उत्तर दूँगा--“एथेन्स- 
निवासियों ! मैं आपका बहुत आदर करता हूँ और 
आपसे प्रेम करता हूँ; किंतु में आपका आज्ञापालन न 
करके ईश्वरकी आज्ञाका पालन करूँगा | मेरा यह दृढ 
बिश्वास और सुनिश्चित अनुभव है कि मुझे यह कार्य 
ईश्वरने दिया है, आपने नहीं | अतः जबतक मेरे शरीरमे 
थोड़ी-सी मी शक्ति है ओर एक मी सॉस शेष रहेगा; 
तबतक मैं अपने ज्ञानप्रेमको और आपको उपदेश 
देनेके कार्य और आपमेंसे जिस किसीसे भी मिलकर उसे 
इस सत्यकी घोषणा करनेका कार्य बंद नहीं करूँगा | जब भी 
कमी मुझे आफ्मैसे कोई मिलेगा, तब में उसे यह कहता 
रहॅगा--जैसा कि मैं अभीतक कहता रहा हूँ । 'मेरे 
आदरणीय मित्र | तुम जो धन; यश, मान) पद) प्रतिष्ठाके 
इतना अधिक पड़े रहते हो, क्या तुम्हे इसपर 
ठज्ञा नहीं आती १ तुम ज्ञान एबं सत्यको प्राप्त करने 
और अपनी आत्माको पवित्र बनानेकी चिन्ता क्‍यों नहीं 
करते ? मेरी यह धारणा है कि एथेन्सवासियोके ल्यि 
इससे अधिक सौभाग्यकी बात नहीं हो सकती कि मैं यहाँ 
रहता हुआ ईश्वरकी और आपकी सेवा करता हूँ। 
कारण, मेरा सम्पूर्ण जीवन चारो ओर घुमःघूसकर आप 
सबकी यह शिक्षा देनेमें बीतता है कि आपका सवप्रथम 
और मुख्यतम कर्तव्य है--अपने आत्माको पबित्र बनाओ 
और जबतक यह न हो जाय तबतक शरीर, धन आदिः 
की चिन्ता न करो । मैं आपको सदा यह कहता रहा हू 
कि सद्ूण धनसे नहीं आता; अपिठ धन और प्रत्येक 
श्रेष्ठ पदार्थ, जो मनुष्योके पास है» चाहे व्यक्तिगत हो या 


er 


१18१०० ) और फिलासफरको 


है 'शानका प्रेम ( ८०४९ ० 
शानका प्रेमी ( Lover of Wisdom ) । 


६२८ 








ooo 


* मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थंका * 





TTDI reels 





सार्वजनिक) सदुणसे आता है | यदि में अपने इस कथनसे 
नवयुवकोको भ्रष्ट करता हूँ तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ । 
परंतु यदि कोई यह कहता है कि में इससे भिन्न कहता 
हूँ तो वह झूठ बोलता है । इसलिये में कहता हूँ 
कि चाहे आप मुझे छोड़िये या न छोड़िये, यह निश्चय 
रखिये कि में अपनी जीवनःप्रणाळीमें) कार्य-प्रणालीमें परिवर्तन 
नहीँ कर सकता; चाहे मुझे इसके लिये अनेक बार क्यों न 
भरना पड़े । इन शब्दोंके साथ उन्होने ईश्वर और 
न्यायाधीशोंके ऊपर निर्णय छोड़ दिया | 
इस अवसरपर २२० के विरुद्ध २८१ मर्तोंसे उन्हे 
मृत्युदण्ड दे दिया गया । एथेन्सके विधानके अनुसार 
उन्हें अपने लिये दूसरे दण्डके सुझाव देनेका अधिकार 
था । उन्हाने कहा--“सैने कभी भी सुखका जीवन व्यतीत 
करनेका विचार नहीं किया । मेंने उन सब वस्तुओंकी 
उपेक्षा की है, जिनको अधिकतर मनुष्य महत्त्व देते हँ - 
जेसे धन, पारिवारिक सुख, सैनिक नेतृत्व, रोचक वक्तृत्व, 
राजनीतिक पद, क्लब, दळनिर्माण आदि | इनके बदले 
मैंने आपमेंसे प्रत्येकके पास जा-जाकर यह समझानेका 
प्रयास किया है कि बाहरी पदाथाँकी चिन्ता करनेकी अपेक्षा 
अपने-आपको पवित्र, ज्ञानी और पूर्ण बनाओ और 
इस प्रकारकी शिक्षा देते हुए मैंने किसीसे पेसा नहीं लिया । 
यह मैंने एथेन्सवासियोंकी श्रेष्ठतम सेवा की है । ऐसे जीवनके 
लिये मुझे वही पुरस्कार मिलना चाहिये, जो मेरे उपयुक्त 
हो । मेरेजैसे निर्धन व्यक्तिको जो जनताकी सेवामें अपना 
सम्पूर्ण समय और शक्ति लगाता रहता है और जिसे 
आपको शिक्षा देनेके लिये अवकाशकी आवश्यकता है 
कोई श्रेष्ठ वस्तु मिलनी चाहिये । वह है ऑलिम्पिक खेलके 
विजयीके समान पुरस्कार । ऑलिस्पिकका विजयी तो केवल 
आपाततः ही आपको प्रसन्न करता जान पड़ता है; किंतु 
में आपको सच्चा सुख देता हुँ । मैने जीवनमै कमी भी 
कोई अनुचित कर्म नहीं किया । अतः सच्चे रूपमै में 
यही सुझाब रख सकता हूँ कि ऑलिम्पिकके विजयीके समान 
मेरा आदरसत्कार किया जाय | 
ध्यदि मैं धनी होता तो मै दण्डरूपमें पर्याप्त धन दे 
सकता था; किंठ मेने जिन एथेन्सवासियौँकी रात-दिन 
मचा की देश उनसे एक पेसा भी कभी नहीं लिया । अतः 
झे एक झैँ एक मिनासे अधिक नहीं दे सकता । मेरे दे सकता । मेरे मित्र प्लेटो 
ह ट्र तत्कालीन चाँदीका सिकका। ण 





च्छ 


आदिने कहा है कि मैं २० मिनाका सुझाव रखे और घे 
इसके देनेका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं | परंतु 
इसका यह अर्थ नहीं है कि में छूटनेपर अपने सत्यान्वेषणके 
कार्यको बंद कर दूँगा | यदि आप इस शर्तपर इसे स्वीकार 
करते हों तो में इसे अस्वीकार करता हूँ । आजीवन 
कारावास और देश-निर्वासनके 
अस्वीकार कर दिया | 
सामने मृत्युदण्डसे बचनेके लिये दयाकी प्रार्थना करानेक। 
अधिकार था; किंतु ऐसा करानेमें इन्होंने अपना और 
एथेन्सवासियोंका अपमान समझा । वे अपने द्वारा किसी 
ऐसी परम्परामें सहायता नहीं करना चाहते थे, जिससे 
न्यायाधीशोंकी दयाकी भावनाओंको उत्तेजनाका अबसर मिले 
और उनके निष्पक्ष निर्णयमै बाधा पहुँचे । 

अन्तमें न्यायाधीशोंने मृत्युदण्ड ही निर्धारित किया । 
सुकरातने अन्तमे कहा; “अब मेरा विदा होकर मरनेका 


और आपके जीवित रहनेका समय आ गया है । जीवन - » 


अच्छा है या मरण, इसे केवळ ईश्वर ही जान सकता है |? 
अन्तिम रूपमे मृत्युदण्ड निर्धारित हो जानेपर इन्हे 
जेलमै भेज दिया गया और इनके पैरोंमें बेडियाँ डाल दी 
गयीं । परंतु उस समय एक धार्मिक उत्सवके आ जानेके 
कारण इन्हें २१ दिनोतक फाँसी न दी जा सकी | एक 
दिन प्रातःकाल इनका शिष्य क्रीटो इनके पास पहुँचा । 
सुकरात उस समय सो रहे थे | वह उनके उठनेकी प्रतीक्षा 
करता रहा । उठनेपर क्रीटोने कहा कि “इतने भीषण 
संकटके अवसरपर भी आप इतने सुखपूर्वक सोये हैं--यह 
आश्चर्यकी वात है । बैसे तो सम्पूर्ण जीवनभर मैं आपको 
प्रसन्नचित् देखा करता था; किंतु अब जब कि मैं देखता हँ 
कि आप कितनी सरलता ओर गान्तिके साथ इस संकट 


का 


सहन कर रहे दें और प्रसन्न दै, तब सुझे बहुत आश्चर्य होता) 


3 सुकर ~ 

द| सुकरातने उत्तर दया कि “इस आयुमे यदि मरनेके 
कारण मुझे क्रोध आता तो मेरे लिये बहुत मूखताकी बात 
होती |? क्रीटोने उनसे प्रार्थना की कि धने एई 

य न मार्थना की कि “मेने आपके लिये 
जेलस बाहर थिसिलीमें पहुँचनेका प्रबन्ध कर दिया है | आप 
वहाँ चले। वहाँ आप मेरे मित्रांके 

Fd कोई कष्ट न होगा और आपका बहुत स्वागत 
दाणा | घुकरातने कहा कि “हमे केवळ यही सोचना चाहिये 


कि इम उचि कार्य कर रहे हैं ते 


सुझावोंकों भी इन्होंने 7 


हैँ अपने जी ओर बच्चोकी बुळवाकर न्यायाधीशांचे 





कने परोले" 


| 
। 
। 
| 
| 





F 





# सत्यसूर्ति छुकरात ओर मानवता ३ 





भभ न ता 
बही हूँ? जो पहले था । विचार करनेपर जो सत्यतम जान 
पड़ता है, मैं केवल उसे ही सुन सकता हूं) अन्य कुछ नहीं । 
इस दर्बटनाके कारण में अपने पहले विचारोको नहीं बदल 
सकता । मेरा छिपकर यहसि भागना किसी प्रकार भी 
उचित नह है यह अनुचित कार्य है; अतः में इसे 
अस्वीकार करता हूं ।? 
मृत्युके दिन इनके कुळ शिष्य इनके 
उस समय ये विस्तरपर बैठे थे 
खोली गयी थीं और दर्द हो रहा था । उन्होंने हाथसे 
पराको गळते हुए विनोंदर्स कहा---दिखो; जिसे मनुष्य सुख 
५० अप ES हि 
ते हैं; वह केमा विचित्र पदार्थ है ! उसका खके साथ; 
ज्ञो कि उसका विरोधी जान पड़ता है) केसा विचित्र सम्वन 
| थे दोनों मनुष्यके पास एक साथ नहीं आते; परतु याद 
मनुष्य एकके लिये प्रयास करता है और उत प्रात कर उता 
2 तो उसे दसरेको मी अवश्य लेना पड़ता दै । याद इसप 
इन्हें देख लेता तो इस प्रकारकी कथाका निणय कर दता 


पास पहुँचे । 
Mrs 5० SoS 
। पेरोमेसे तभी वेड्या 


_ एक बार इनम परस्परमें झगडा हुआ । झगडा करतं 


हुए ये ईश्‍वरके पास पहुंच । जब वह इनके झगडेकी न 
निपटा सका तो उसने एक सिरेपर सुखको ओर दूसरे सिरे- 
पर दःखको जोड़ दिया । ३ सालिय जत्र सनष्यके पास इनसेसे 
एक आता है तो दसरेका आना भी निश्चित ९ | यही मेरे 
साथ मी है । अभी मेरे पैरोमे बेड़ीका दुःख था आर अत 
बेडी हटनेसे ओर मलनेसे सुख आ गया है ।? इसके अनन्तर 
दिनभर आत्मा, मृत्यु आर परलोक-विपरयक बातें होती रह 
मुकरातने कहा---“मत्युर्का अथ ६ आत्मा और शर्शरका 
पृथक-पृथक हो जाना । आत्मा शरी सरनेपर मरता नहीं । 
उसका अस्तित्व रहता दै? वद अमर है | 

जो व्यक्ति पेटू, भोगी) कामी; गरावा होते हूँश वे 
सम्भवतः ऐसे पशुओंकी योनिर्म जात हैं, जैसे गधा ! जो 
अन्यायी, अत्याचारी; डकंत हैं, वे ऐसी योनिव्रॉम जति ८ 
असे भेड़िया, बाज्ञ, चील । जिन्होंने न्याय, संयसका 
अभ्यास किया दै, किंतु सत्य आर ज्ञानकी खोजके लिये 
प्रयास नहीं किया, वे ऐसा! सटु ओर सामूहिक जीवन 
वाळे जीवोकी योनियोमें जाते चेस मधुसक्खी, चटया; 
मिड, अथवा वे एस मनष्योंमें जन्म लेते दै? जहा त अच्छे 
नागरिक बन सक । 

“परंतु सत्यान्वेषीः शानप्रर्मी व्यक्ति ( 201050.7#87 ) 
जूते, अलंकार आदिकी चिन्ता नहीं 
कार करता है जितना इनको 


चबाने) पीने, वस्न 
करता । बह इन्हें उतना द्वी स्व 


२२. 


AN 





MNO म 


स्वीकार करना नितान्त आवश्यक होता है । वह इनसे घणा 
करता है । वह सदुणके लिये प्रयास करता हैं | ज्ञान ही 
सद्गुण दै, सढूण ज्ञान है; अज्ञान दुर्गुण है और दुर्गुण 
अज्ञान है । तर्क और युक्तिके द्वारा आत्माके सामने सच्चा 
सत्य प्रकट होता है । ऑर आत्मा स्वोत्तमरूपम तभी तक 
कर सकता है जब कि चक्षु; रत्र आदि इन्द्रियोंकि व्यापार 
और सुख-दुःख आदि इन्द्र उसपर प्रभाब नहीं डालते । 
जिस समय आत्मा, जहाँतक उसके लिये सम्भव हैं। अपने 
आपको समस्त शारीरिक संस्पशों और संवेदनोसे सुत्त; कर 
लेता है और इस प्रकार अपनेको शरीरसे प्रथक करके अपने 
स्वरूपमै स्थित हो जाता दै, तभी वह सत्यक लिये सच्चे 
रूपमें प्रय्न कर सकता है । शारीरको आत्मास उक्ते 
करनेपर ही हम शुद्ध जानकी प्राप्त कर सकते और 
तभी आत्मा पदार्थोकोः जेंसे कि वे वस्तुतः हैँ. वेसे 
यथार्थ रूपमे देखता है । यही आत्माका विशद्धीकरण 
हे । जो ऐसा करता है; वही सच्चा सत्यप्रेमी, ज्ञानप्रेमी; 
दार्शनिक ( फिलासफर ) है । वह जीवन रहते हुए उस शुद्ध 
ज्ञानके समीप पहुँच जाता है और ईश्वर्की इच्छासे शरीर 
छूटनेपर उस शुद्ध ज्ञानको प्राप्त करता और उस लोकमे 
पहुँच जाता है; जो शुद्ध और ज्योतिर्मय है; जहाँ वह श्रम, 
गानः भय) कामनाओं ओर हर प्रकारक दोषासे मुक्त 
होकर सत्यमे स्थित रहता है; जहा देवता और सच्चे ज्ञानी 
नुष्य निवास करते है और जहा श्र) शिव, कल्याणकारी; 
सद्या ज्ञानी, सर्वज्ञ ईश्वर निवास करता हैं। वहां उसका 
आत्मा शरीरके बन्धनसे सदाके लिये मुक्त हुआ रहता दै। यदि 
इश्वरकी वैसी इच्छा हुई तो मेरा आत्मा भी शीघ्र वहीं जायगा |! 
इस प्रकारकी बातचीत होते-होते सू्यास्तका समय आ 
पचा | सुकरातने खान किया । उनके सामन विष्रका प्याला 
[ पहुँचा | सुकरातने कहा, "द देवताओ ! मेरी प्राथना 
यहाँसे आरोकी मेरी यात्रा कस्याणकार। हो |! यह 
कहकर उन्होंने प्यालेको दसे लगाया और पूर्ण शान्ति एवं 
प्रसन्नताके साथ विष-पान कर लिया । उनके पास बैठे व्यक्ति 
गे पड़े । सुकरात खयं शान्त और प्रसन्न रहे और उन्होंने 
उन्हें शान्त रहनेका आदेश दिया । वे थोड़ा-सा टहलकर 
लेट गये । उनका मुँह वख्नसे ढक दिया गया और कुछ समयमै 
उनका शरीर चेतना-अ्ृत्य हा गया और आत्मा शरीरको 
छोड़कर अपने चिर-अभीप्सित लोकको चला गया । 
सुकरातने या किसी मा महापुरुषने सत्यके पूरे स्वरूपकी 
दर्शन किया है या उसे प्रकट किया है, यह कद सकना कठिन 


/४१ ६0 











६३० 








है । सुकरातने नीति, राजनीति, दर्शन, तर्क, अध्यात्म-जैसे 
किसी विषयके व्यवस्थित शास्त्रकी रचना भी नहीं की; किंतु 
इनका सम्पूर्ण जीवन इन विष्रयोंके गहरे सत्यकी खोजमें 
बीता और इन्होंने अपने तर्कके द्वारा अपने समयके विद्वानों- 
की पण्डितम्मन्या बुद्धियोपरसे अज्ञानतिमिरका आवरण हटाकर 
उन्हें गहरे सत्यकी खोजमें प्रश्नत्त किया । सुकरातके तुरंत 
पीछे जो व्यवस्थित शास्त्रांके निर्माता प्लेटो और अरस्तू-जैसे 
विद्वान्‌ हुए हँ, उनके जनक सुकरात ही थे । यूरोपमें जो 
आज साहित्य, कला, दर्शन) विज्ञान आदिम इतनी अधिक 
खोज और प्रगति दिखायी देती है; इसके प्रवर्तक सत्यमूर्ति 
सुकरात ही हैं | इनमें सच्चे वीर सैनिकका साहस और 
निर्भयता थी, सच्चे देशभक्तका देशप्रेम और बलिदान था, 
सच्चे कर्मयोगीकी निष्कामता, निःखार्थता और निर्भयता थी, 
सच्चे दार्शनिककी खोज थी, सच्चे महात्माके समान मन; वचन 
और कर्ममै एकता और त्याग था; सच्चे ऋषिकी अध्यात्म- 
जिज्ञासा और सूक्ष्म दृष्टि थी, सच्चे ईश्वरभक्तका ईश्वराज्ञा- 


* मानव वही जो स्राथं तज होता पथिक परमार्थका > 


A ३३ 





पालन ओर आज्ञा-पाळनमें पूर्ण आत्म-समर्पण और सर्वस्वः 
हवन करनेकी प्रचण्ड अभि थी | दूसरे शब्दोंमें ज्योतिर्सय 
सत्य ही मूर्तिमान्‌ होकर अपने समयकी आवश्यकताके अनुसार 
सुकरातका चोला पहनकर प्रकट छुआ था और जरा-सी 
अपनी झलक दिखाकर आखःमिचौनी-जेसा खेळ खेळता 
हुआ विषपानका अभिनय करके पदके पीछे छिप गया । 
जिस प्रकार प्रभातमें अपनी सहसो ज्योतिर्मय किरणोंको फिर 
फेलानेके लिये सहस्रांछु स्वल्पकालके लिये अन्धकारावरणसे 
अपने-आपको छिपा लेता है, इसी प्रकार असंख्य नवीन 
रूपोमे फिर प्रकट होनेके लिये उस ज्योतिर्मय सत्यने दुष्टता; 
अन्याय) अत्याचार; दम्भ) मिथ्याचारः स्वार्थलोलुपता आदि. 
सूत्रोंके ताने-बानेसे बुने अज्ञानान्धकाररूप पदके पीछे अपने 

आपको स्वल्प कालके लिये छिपा लिया । एक कुशल योद्धाके 
समान) सामनेके युद्धमै विलम्बसे विजय होती देख जरा ओटमें 
होकर उसने युद्ध करना पसंद किया और इस प्रकार छिपकर 
आक्रमण करके अज्ञानरूप शत्रुकी सेनापर बिजय प्राप्त की | 


TO ०० ९-+-- 


संत ज्ञानदेव ओर मानवता 


( लेखक श्री मा० पां० बहिरट, एम्‌००० ) 


मानव-समाजमे मानवता जाग उठे और उसका विकास 
तथा अभिबृद्धि हो, इसीब्यि संतोंके अवतार हुआ करते 
हैं । श्रीज्ञानेश्वर महाराजने अपने गुरु श्रीनिदृत्तिनाथकी 
आज्ञासे शानेश्वरीकी रचना की । इस ग्रन्थके पूर्ण होनेपर 
उन्होने श्रीगुरुसे जो प्रसाद माँगा, वह इस प्रकार हे-*दुष्ट 
जर्नोंकी कुटिलता नष्ट हो । सत्कर्ममे उनकी प्रीति बढे । 
समस्त प्राणियेमिं परस्पर मेत्री-भाव उत्पन्न हो । पापरूपी 
अन्धकार दूर हो और खधर्मरूपी सूर्यसे विश्व आठोकित 
हो । प्राणिमात्रकी जो-जो इच्छा हो, वह पूर्ण हो |? इस 
प्रसादबयाचनाम मानवताके महान मूळ समाये हुए हैं। इन 
मूलोंके उदय दोनेपर मानव-हृदयकी कुवासनाएँ, दूर होंगी 
और उसमें सदिच्छाओंका निवास होया । खधर्मरूपी सूर्यका 
प्रकाश दोनेपर मनुष्य और क्या करेगा ! अपने जीवन- 
विकासके लिये जो-जो बातें आवश्यक हैं, उन्हींकी वह इच्छा 
करेगा । इस दृष्टिसे खधर्म-भूमिकापर आरूढ होनेवालेकी 
सब इच्छाएँ पूर्ण हों, यही श्रीज्ञानेश्वर महाराजके कथनका 
अमिप्राय है । 

मनुष्य केवल जीये, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं | जीना 


आवश्यक है, यह सत्य है । “भूखे भजन न होइ गोपाळा? इस 
उक्तिमे बहुत कुछ तथ्यांश हे | इसे स्वीकार करते हुए भी 
यह समझना होगा कि केवल पेट भरनेमें मानव-जीवनकी 





_सफलता नहीं है | उदरम्भर मानवसमाज और पशुओंका 








झुंड) इन दोनोंमे कोई अन्तर नहीं है | पेटको ज्वाळा बुझने- 
पर भी अन्तरात्मा भूखा ही रह सकता है । अन्तरात्माकी 
भूखको शान्त करनेमें ही मानवकी ~क शान्त करनमे हो मानवकी मानवता है । अत: 
मनुष्यका केवल जीना बेकार है, अच्छी तरह जीना उसै 
सीखना होगा । अच्छा जीवन और बुरा जीवन, दोनोंको 
जानकर अच्छेका ही निर्माण करना होगा | जीवनमें महान 
मूल्योंको पोसना होगा। इन मूल्योंपर ही व्यक्ति और समाजका 
जीवन प्रतिष्ठित करना होगा । 

जीवनमें अनेक प्रकारके मूल्य है- शारीरिक, आर्थिक 
क्रीड़ाविषयक, बौद्धिक, कलाविषयक, नैतिक और धार्मिक | 
सभी मानव-समाजकी सुस्थिति और उन्न तिके 








< 
9 | 
~ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
4 
उ 
| 
| 
Dx 


म्य जी 





# संत ज्ञानदेव और मानवता + 


nooo MNS NNN 





नैतिक मूल्योंके विकासका अर्थ है अच्छे गुणीका विकास। 
ज्ञानदेवने ज्ञानेश्वरीका पञ्चमांश इन्हीं शुणौके विकासके 
वर्णनमै लिखा है । सद्शुणोके ये वर्णन अत्यन्त हृदयवेधक 
हैं । ये इस योग्य हैं कि प्रत्येक मनुष्य इन्हें आत्मसात्‌ कर 
ले । कुछ विशिष्ट वर्णन आगे लिखे अनुसार हैँ-- 
अहिसा--जगत्‌ सुखी हो, इस भावनासे शरीर; वाणी 
और मनको बैसा बनाना अहिंसाका स्वरूप है ( ज्ञा० १६. 
११४ ); मनकी जो भावना होती है, वही वाणीसे) दृश्टिसे, 
कर-चरणोसे वाहर निकल पड़ती है; इसलिये जञानेश्वरीके 
तेरहवें अध्यायमै अहिंसायुक्त पुरुषका चलना, बोलना) देखना 
कैसा होता है--इसका सरस बर्णन किया गया हैं । ऐसे 
महान्‌ पुरुषाँका चलना बहुत सँभलकर होता है । किसी 
जीव-जीवाणुपर किंचित्‌ भी आघात न हो; इसलिये दयामय 
अन्तःकरणसे वे धरतीपर धीमा पेर रखते चलते हैं । इस 
नालसे मानो उनकी कृपाका ही पथ निर्माण होता है, सब 
दिशाएँ: स्नेहसे परिपूर्ण हो जाती हैं । स्नेहमूत्ति माता अपने 
शिज्ञुकी ओर जिस प्रेमभरी दृष्टिसे देखती है, वैसा ही ओत- 
प्रोत प्रेस उनकी दृष्टिमे सदा रहता है । पहले प्रेम पसीजता 
है, पीछे मुखसे वाणी; पहले कृपा, पीछे सुखसे शब्द बाहर 
निकलते हैं । ये शब्द सत्य तो होते ही हैं; साथ ही मृदु; परिमित 
गौर रसमय, मानो अमृतके ही कल्लोल होते हैं । चन्द्रबिम्बसे 
स्रवित होनेवाली धाराएँ दीख नहीं पडती, पर चकोरके 
शावकको तृप्त करती हैं; उसी प्रकार बे जिस ओर देखते हैं, 
उस ओर प्राणिमात्रके ल्यि सुखकी सृष्टि होती है । उनके 
हाथ सिद्वोके कृतार्थ मनोरथोंके समान निर्व्यापार होते हँ । 
वे यदि हाथ उठाते भी हैं तो उन्हें जोड़कर बन्दन करनेके 
लिये, अभय देनेके लिये अथवा आतोंका दुःख हरण 
करनेके लिये । ( ज्ञा० अ० १३) 
तेज--सती अपने प्राणनाथके लिये अग्नि-प्रवेश करने- 
का प्रसङ्ग उपस्थित होनेपर भी विचलित नहीं होती; उसी 
प्रकार अपने स्वामीके लिये समस्त विषयोंको हटाकर किसी भी 
बीहड़ मार्गसे जाना पड़े तो जाना, विधि-निषेध अथवा 
महासिद्धियोंका मोह भी छोड़कर अन्तःकरणका ईश्वरकी 
ओर आप ही धावमान होना आध्यात्मिक तेज है । 
क्षमा--शरीरपर असंख्य रोमाबळियाँ हैं, पर शरीरको 
उनकी सुध मी नहीं रहती; उसी प्रकार सब कुछ सहते 
हुए भी जरा मी अभिमानका न होना ही क्षमा है । 


धृति--इन्द्रिया बेकाबू हो गर्यी, भीतर छिपी हुई 


६३१ 








पुरानी आधि-व्याधियाँ उभड़ पर्डी अथवा प्रियजनोंका एका- 
एक वियोग और अप्रियका संयोग हुआ, अनिष्ट आपत्तियोंका 
पह्दाइ-सा ही टूट पड़ा, तव भी अगस्तिके समान छाती ठोककर 
खड़े रहना; आकाशमै धूएँकी कारिखका वादलसा उठे 
ओर वायु उसे अपने एक झोकेक्रे साथ निगल जाय; उसी 
प्रकार चित्त चञ्चल होनेके प्रसङ्गमे धीरज न छोड़कर दृढ़ता- 
के साथ स्थिर रहनेको धृति कहते हैं । 


` झुचिता--शुचिता केसी है, जैसे सुवर्ण-कलझमें गङ्गा- 
जल भरा हो । शरीरसे निष्काम कर्म हो और जीव विवेकका 
महारा लिये सारा ब्यवहार करे, ये झुचिताके ही चिह्न हैं । 


अद्रीह-- जिस प्रकार गङ्गा नदीका जळ तटवतीं बक्षोको 
साँचता, लोगोंके दैन्य-ठुःख दूर करता हुआ समुद्रकी ओर जाता 
हे, अथवा सूर्य जगतूका, अन्धकार दूर करता, प्रकाशके 
मन्दिर खोलता हुआ ब्रह्माण्डकी परिक्रमा करता हैं; उसी प्रकार 
अद्रोहको धारण किये हुए पुरुष बद्धोंको सुक्त करता) डूबन 
हुओंको उवारता; आत्तोंके संकट हरण करता विचरता है । 

असानिता--गङ्गाको शंकरने अपने मस्तकपर धारण 
कर लिया; इससे गङ्गा जैसे लजित होती हैं, वैसे लोगोंके 
द्वारा मान दिवे जानेपर उसी प्रकार संकोच होना अमानिता है। 


नैतिक मूल्योंका विकास उपर्युक्त गुणोंका विकास करनेसे 
होगा | पर ये मूल्य धार्मिक मूल्योंपर अधिष्ठित होते है । 
भगवद्भक्ति समस्त गुणोंका सुकुट-मणि है, वेसे ही सब मूल्योंका 
उद्गम-स्थान और स्फूर्तिका अधिष्ठान है । भक्ति सबसे श्रेष्ठ 
धार्मिक मूल्य है और समाजमै मानवताको बढ़ानेवाली समर्थ 
प्रेरक शक्ति है । अतः ज्ञानेश्वर महाराजने इसका महत्त्व 
बखाना और यह बतलाया कि भक्तिहीन जीवन धारण करने 
योग्य ही नहीं । मोटे सुटे हँ, पर उनमें दाने नही; सुन्दर नगर 
है, पर बोरान तो उससे क्या काम । शरीरके सब अङ्ग हैं 
पर उसमें जीव नहीं तो वह बेकार है । उसी प्रकार वैभव) 
कुछ-गौरव--सव कुछ हो, पर भक्ति न हो तो ऐसे जीवनको 
विक्कार है । नीमके वृक्षमै निमोरियोंकी बहार आये तो वह 
अन्तमै कौओंके लिये दावत होगी; वैसे ही भक्तिहीन मनुष्य 
चाहे जितना फूले-फले, वह पाप ही वटोरेगा । खप्परमें 
घडरस भोजन परोसकर बाहर चौराहेपर रख दे तो वह कुत्तेके 
ही काम आयेगा; वैसे ही भक्तिहीन मनुष्यका जीना संसार- 
दुःखके लिये थाल परोसकर रखने-जैसा ही है । ( ज्ञानेश्वरी 
अ० ९) 








है। 


ज्ञानेश्वर महाराजने भक्तिको पञ्चम पुरुषार्थ माना 
मानव-मानवमै परस्पर मैत्रीका वातावरण निर्माण करना है तो 
सदाचारके साथ-साथ सुदृढ़ ईश्वरनिष्ठाका होना आवश्यक है । 
ईश्वरविषयक प्रेम उत्पन्न होनेपर मानवमात्रके लिये सोहार्द 


और कारुण्य उत्पन्न होगा । प्रेमा-भक्तिसे सम्पन्न भक्तका 


वर्णन ज्ञानेश्वर महाराजने स्थान-स्थानपर किया है | अस्ताचलको ` 


चले सूर्यके पीछे-पीछे जैसे उसकी किरणें जाती हैं; अथवा 
वर्षाकालमै जैसे नदियोका जल बराबर बढ़ता ही जाता दै, 
वैसे ही जिनकी श्रद्धा नित्य नवीन भजनमें रँगती है; सागरमें 
सिल जानेपर भी गङ्गामै पीछेसे उसके प्रवाह आकर जिस 
प्रकार मिलते ही रहते हैं, उसी प्रकार जिनके प्रेममें बाढ़ 
बराबर आती ही रहती है, सम्पूर्ण इन्द्रियोंसमेत जो अपनी 
मनोदृत्ति मुझे अपितकर अहोरात्र मेरी उपासना करते हैं; 
ऐसे, मुझे सर्वस्व अर्पण करनेवाले जो मेरे भक्त हैं; वे ही परम 
योगयुक्त हैं | ( ज्ञानेश्वरी अ० १२ ) 

“जो सर्वाङ्गसे और सर्वत्र मुझे ही प्रणाम करते हैं; दान- 





उ 02 Re 
६३२ * मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमाथका * 








पुण्य 'सब मेरे ही लिये करते हैं; मेरा ही जिन्होंने अध्ययन 
किया हैं; मेरे ही कारण जो ल यार तृप्त है) जिनका 
जीना ही मेरे ल्यि होता है; हम श्रीहरिके है इस गोरवका 
ही जिन्हें अहंकार होता है, मेरे लोमसे ही लोभी, मेरी कामना 
से ही सकाम, मेरे प्रेमसे ही प्रेमी, मेरे भुलानेसे ही भूल 
हुए जो होते हैं) वे मरनेसे पहले ही मुझमें मिले हुए, रहते ६। 
त मृत्युके पश्चात्‌ अन्यत्र कहाँ जायेंगे |? ( ज्ञानेश्वरी अ० 
९) 

इस प्रकार नैतिक गुणोंका विकास और ईश्वरनिष्ठा) इन्हीं 
दो बातोंपर ज्ञानदेवका अत्यन्त आग्रह है । इन्हीं दोपर 
मानवताकी रचना खड़ी की जा सकती हैं। अभीकी जागतिक 
संक्रमणावस्थामे तो इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है । 
विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति किये हुए हो, मानवी 
मूल्यौके विषयमै वह कुछ भी नहीं बतला सकता | इसब 
लिये तो समाजको धर्म और नीतिका संवर्धन करनेवाले 
संतोंकी सीखकी ओर ही मुख करना होगा । 


ळ Au 


? /०१% 


et 





eS 


भगवान्‌ खामिनारायण और मानवता 


( लेखक --शास्त्री श्रीहरिवलदासजी ) 


श्रीखामिनारायण महाप्रभु ( सहृजानन्द स्वामी ), 
जिनका पूर्वाश्रमका नाम हरिकृष्ण तथा घनश्याम था; 
ग्यारह वर्षकी अवस्थामै तप करनेके उद्देश्यसे घर-कुटुम्बका 
त्याग करके अयोष्यासे हिमालयकी ओर चल निकले । 
हिमाळयकी तलहटीमै तथा उसके आगे पुलहाश्रममे दो- 
तीन वर्ष अति उग्र तपस्या करके वहाँसे दक्षिण दिशामे 
श्रमणार्थ चले । आसाम, बंगाल और उत्कल्में क्रमश; 
कामाक्षी, कपिलाश्रम तथा जगन्नाथपुरी आदि तीथाँमै 
भ्रमण करते हुए जब दक्षिण मारतमें वेङ्कटाद्रिसे सेतुबन्ध 
रामेश्वरकी ओर जा रहे थे, तब मार्गमे उनको सेवकराम 
नामक एक साधु मिला । वह साधु अयोध्याके किसी मठका 
निवासी था और यात्रामै अपने साधुसंघसे किसी कारण 
अलग हो गया था । वह हरिकृष्णको ( जिनका पुलहाश्रमके 
तपस्वियोंने “नीलकण्ठ ब्रह्मचारी’ नाम रखा था ) देखकर 
पहचान गया और नाना प्रकारसे घर-कुठुम्बका स्मरण 
दिलाकर वैराग्य-च्युत करनेकी चेष्टा करने लगा । ब्रह्मचारी 
नीळकण्ठको उसका सङ्ग खळने लगा और चे उसका सङ्ग 
छोड़नेका विचार करने लगे । अचानक मार्गमै वह साधु 


बीमार पड़ गया; और मार्गमे कोई उसकी सेवा करनेवाला 
न था, इसलिये अपनेको असहाय पाकर वह रोने लगा | 
त्रझचारी नीलकण्ठने उसको सान्त्वना दी और जबतक बह 
स्वस्थ न हो गया, तबतक वे उसकी सेवा करते रहे । वह 
साधु अयोध्याका मालदार मठाधीश था और उसके पास एक 
सहन सुवर्णसुद्राएँ. थीं । परंतु ब्रह्मचारी नीलकण्ठ उसके द्रव्यसे 
उसके लिये पथ्य और औषध तथा अन्न-पान आदिकी व्यवस्था 
करते थे और अपने लिये गाँवमे जाकर भिक्षा माँग लाते थे । 
दो महीनेतक उसकी सेवा-शुभरूषामे लगे रहनेपर जब्र वह 
चंगा हो गया, तब ब्रह्मचारी नीलकण्ठ उसका सङ्ग छोड़कर 
चल दिये और दक्षिण भारतके वेङ्कराद्रि) काञ्ची, रमेश्वर 
आदि तीर्थोमे स्नान करके परिभ्रमण करते हुए पश्चिम 
दिशा नासिक-पश्चबटी होते मॉगरोल्के पास लोजापुरके बाहर 
किसी तालावके किनारे स्नान करके ध्यानावस्थ जा बैठे | 
po आह ॥ 2004 स्वामीके साथ समागम हुआ और 

उनक द्वारा उनक गुरु श्रीरामानन्द गीक 
हुआ । ब्रह्मचारी काके अना 
भक्ति और समाधिनिष्ठा देखकर रामानन्द च 
गसानन्द स्वामीके मनमै 


सा 


(| 


% भगवान खामिमारायण और मानवता * 


T= 





उनके प्रति परम प्रीति उत्पन्न हुई । पश्चात्‌ श्रीरामानन्द 
स्वामीने महादीक्षा प्रदान करके उनका नाम सहजानन्द 
( नारायण मुनि ) रखा । तभीसे वे संसारमै स्वामिनारायणके 
नाससे प्रख्यात हुए । 


उपर्युक्त सेवकराम साधुके प्रसङ्गमै श्रीस्वामिनारायण 
महाप्रसुक्की मानवताका एक दृष्टान्त] ऊपर: दिया जा चुका 
है । संत-महात्माओंके जीवनमै इस प्रकारके अनेक दृष्टान्त 
देखनेमें आते हैं | एकाध दृष्टान्त उदाहरणार्थ यहाँ दिये 
जाते हैं । 
एक बार श्रीस्वामिनारायण अपने भक्त-पार्घदोंके साथ 
साळंगपुरमे भक्तप्रबर जीवा खाचरके दरवारमै पधारे | उस 
दिन अत्यधिक आँधी-पानी हुआ था | कई मकान अतिदृष्टि- 
से गिर गये थे । महाप्रभु अपने भक्तोको धर्म-भक्तिका 
उपदेश देकर लेटे हुए, थे, इतनेमै एक ब्राह्मण अपने घरके 
गिरने ओर गाय-भैँसके दब जानेसे सहायताके लिये चिल्लाने 
छ्या । परंतु दुर्दिनके कारण कोई भी आदमी उसको 
सहायताके लिये न निकला । केवल महाप्रभु स्वामिनारायण 
उसकी पुकार सुनकर तुरंत वहाँ जा पहुँचे और उसके घरकी 
धरनको अपने कंधेपर रखकर छप्परको ऊँचा करके पशुओंको 
बचाया । सबेरा हुआ और दृष्टि कम हुई । लोगोंने आकर 
देखा कि महाप्रभु सारी रात अपने कंधेपर धरन र्खे 
ब्राक्षणकी गोओंकी रक्षा कर रहे हैं | सभी अत्यन्त आश्चर्यः 
चकित हो; लज्जासे अवनत-सिर हो गये ! 
एक बार श्रीस्वामिनारायण गठडा गाँवमें विराजते थे । 
स्वामीजी उस गाँवमें जाकर प्रायः निवास किया करते थे 
क्योंकि वहाँके मालिक उत्तम राजा उनके दिष्य थे और 
गॉवके बहुतःसे लोगोंकी महाप्रसुके प्रति असाधारण प्रीति थी। 
उस गाँवमे जेनी लोग भी रहते थे। एक दिन अचानक 
ऐसा हुआ कि किसी सत्सङ्गी भक्तने भूलसे एक जैनीके 
अधिकारकी भूमिम थूक दिया । जेनी लोगोंमें यह बात 
फैल गयी और वे लोग हड़तालकी तैयारी करने लगे यह खबर 
श्रीस्वामीजीके पास पहुँची । स्वामीजी तुरंत जेनी लोगोके 
पास जाकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करके अपने आदमीके किये 
हुए अपराधको अपना ही अपराध मानकर क्षमा साँगने 
लगे । जैनीलोग पानी-पानी हो गये । उस गाँवमें जेनियोंकी 
संख्या बहुत अधिक नहीं थी और बे शक्तिशाली भी न थे। 
तथापि महाप्रभुने इस प्रकारका आचरण करके मानवताको 


मा० अं० ८० 


६२३ 














महान्‌ शिक्षा दी | दूसरे घर्मवालोंके साथ केसा बर्ताव करना 
चाहिये, इसका यह एक उज्ज्वल आदर्श है | 


महाप्रभुके अनन्य भक्त स्वामी मुक्तानन्द कुछ छोटी 
उम्नके विद्यार्थी साधुओके साथ एक गाँवमें रहते थे । साधुः 
लोग सामान्यतः दिनमै एक बार भोजन करते हैं | एक दिन 
स्वामी मुक्तानन्द बाहर गये हुए थे | बिद्यार्थी साधु सायं- 
कालसे भूखे थे, अतएव सबेरै बाजरेकी ठंडी रोटी खा रहे 
थे । इतनेमें मुक्तानन्द खामी वहाँ जा पहुँचे । उनको 
देखते ही डरके मारे उनके हाथोंसे रोटियाँ गिर पड़ीं । यह 
देखकर स्वामीजीके मनमै आया कि “साधुको तो शान्तिकी 
मूर्ति होना चाहिये; उसका स्वरूप ऐसा होना चाहिये कि 
दुखी मनुष्यके हृदयमें भी शान्ति पैदा कर दे । परंतु इन 
विद्यार्थियोंको मुझे देखकर बाघकी अपेक्षा भी भय अधिक हो 
रहा है ! फिर मैं केसा साधु हूँ १? इस प्रकार वे स्वयं दुखी होकर 
रसोईके स्थानमै गये और उन साधुआंसे कहने छगे--“संतों ! 
मुझे आज बहुत भूख लगी है; कुछ ठंडा भोजन हो तो मुझे 
दो कि कुछ शान्ति मिळे ।? यह सुनकर उन सबका संकोच 
जाता रहा और सबने साथ बैठकर भोजन किया । यह 
समाचार महाप्रभुने सुना तो वे मुक्तानन्द खामीकी साधुता; 
मानवता, दयालुता और बुद्धिमानीकी प्रशंसा करने लगे | 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीखामिनारायणके द्वदयमें उच्चः 
कोटिकी मानवता थी । 


यही नहीं, महाप्रभुके रिष्योमे भी मानवताका अपूर्व 
उदाहरण मिलता है । एक बार महाप्रभुके शिष्य मयारामभद्ट- 
के यहाँ एक भक्त खरी अपने पैरका कड़ा धक रखने गयी । 
मट्टजीने उसका कड़ा लेकर उसे रुपये दे दिये | कुछ दिनोंके 
बाद मट्रजीने देखा कि एक ही चाँदीका कड़ा बंधक रखे 
हुए गहनोंमे पड़ा है तो उनको संदेह हुआ कि बाईने दो कड़े 
बंधक रखे होंगे | अतएव उन्होंने हूबहू एक दूसरा वैसा ही 
कड़ा बनवा लिया । कुछ महीनोंके बाद वह स्त्री रुपये लेकर 
मट्टजीके यहाँ आयी; मट्टजीने रुपये लेकर दोनों कड़े उस 
स्रीको वापस दिये । परंतु उस बाईने कहा कि “मेरा तो एक 
ही कड़ा है ।? मट्टजी बोले--“नहीं) तू भूलती होगी, दोनों 
कडे तेरे ही हैं । एक कड़ा नहीं होता |!” परंतु वह खरी 
शपथ खाने लगी कि मेरा एक ही कड़ा था; तब कहीं भट्ट" 
जीको विश्वास हुआ । इस प्रकार मानवताकी रक्षा करनेकी 
शिक्षा खामीजीने अपने शिरष्यांको दी थी। 


६३४ 
सोराष्ट्रमे लोया गॉवके कोली जातिके एक भक्त महाप्रभु 
श्रीखामिनारायणके शिष्य थे | उनका नाम था घेला । नीच 
कुमे उत्पन्न होनेपर भी वे मानवताके प्रतीक थे । संवत्‌ 
१८६९ की बात है, गुजरातमें महान्‌ दुष्काळ पड़ा । अन्नके 
अमावसे बहुत-से लोग मर गये । शेष लोग किसी प्रकार 
जीवन बचानेके लिये दूसरे प्रान्तोंमे मजदूरी करने निकल पड़े । 
घेला भक्त भी सौराष्ट्रसे सूरतकी ओर चले । जाते-जाते मार्गमे 
उनको एक सोनेका हार दीख पड़ा । उनकी स्त्री पीछे-पीछे 
आ रही थी | घेला भक्तके मनमै तो उस हारको लेनेका 
संकल्प भी न हुआ; पर उनके मनमै यह बिचार उठा कि 
पीछे पत्नी आ रही है, वह कदाचित्‌ दुष्कालरूपी आपत्काल 
और ज्ी-स्वभावक्रे बश उसे लेनेका संकल्प करे तो यह ठीक न 
होगा । यह सोचकर उस भक्तने चळते-चलते सुवर्णे हार- 
को पैरसे धूल इकट्टी करके ढक दिया । उनकी पत्नी दूरसे 
ही यह तमाशा देख रही थी | पास जाकर पतिसे उस विषयमै 
पूछताछ करनेपर उसके पतिने कहा- “तेरै मनमै परद्रव्य 
लेनेका संकल्प न हो, इसलिये मैने इस स्वर्णके हारको मिट्ठीसे 
ढक दिया ।? यह सुनकर पत्नीने कहा- “स्वामी ! परधन तो 
बिष्ठाके समान माना गया दै; आपने उसको अपने पैरसे स्पर्श 
किया दै, इसलिये अपना पैर धोकर शुद्ध करें ।? आगे जाकर 





% मानव वही जो खाथै तज होता पथिक परमाथ का ॐ 


I 


एक वृक्षके नीचे दोनों विश्राम करनेके लिये बैठे । इतनेमें 
एक घोड़ेपर सवार होकर कोई भलेमानस वहाँ आ पहुँचे 
और उनसे पूछा कि) “क्या तुमलोगोंने रास्तेमें कोई सोनेका 


हार देखा है १? घेला भक्तने कहा--हाँ? मैंने उसे धूलसे 





ढक दिया है।? उस मलेमानसके आग्रह करनेपर भक्तने ` 


जाकर उस खानको दिखला दिया। अपनी खोयी वस्तु पाकर वे 
भलेमानस बहुत प्रसन्न हुए और साथ ही भक्तकी ईमानदारी- 
पर चकित हो उठे । उन्होंने पूछा कि, तुम कौन हो, कहाँ 
जा रहे हो १? जब भक्तमे अपनी कथा कह सुनायी, तब 
उन्होंने फिर पूछा--'ऐसे संक्रटमै पड्कर भी रास्तेमे पड़े 
हुए सोनेके हारको तुमने क्यो नहीं उठाया १” भक्तने उत्तर 
दिया कि “हमारे गुरु श्रीस्वामिनारायण मद्दाप्रभुकी यह आज्ञा 
है क्रि परावी बस्तुपर कभी जी न छलचाओ । चाहे केसा 
ही संकट क्यों न हो, परायी बस्तुको स्पर्श न करो ।? 

धन्य है गरीव भक्तकी 
प्रकारकी मानवताकी वृद्धि 
न मिले। महाप्रभु श्रीस्वामिनारायणकी कृपासे सोराष्ट्रमे विशेष- 
रूपसे इस प्रकारकी मानवताका प्रसार हुआ । श्रीमहाप्रभुके 
भक्तोके विषयमे इस प्रकारकी मानवताकी अनेक कहानियाँ 
प्रसिद्ध हैं । 


इस मानवताको ! समाजमे इस 





हो तो कहीँ दुःख देखनेको मी. 


———— RISD 


मानवता-धर्म 


एक डाक्टरके एक किशोर पुत्रकी मृत्यु हो गयी । उसकी अत्त्येप्रि-क्रियाके लिये न दककर डाघटर 
कुछ बहुत आतुर गरीब रोगियोको संभालनेके लिये अपने दवाखाने चळे गये । वहाँ कुछ समय अधिक 
ळग गया । इधर बन्धुःबान्धव तथा सगे-सम्बन्धी वाट देख रहे थे । लोगांके पूळनेपर ल ह 
“मेरा पुत्र तो मर ही गया। उसके वापस ळौटनेकी तो कोई सम्भावना ही नहीं, परंतु जिनका जीवन | 
बचाया जा सकता दै तथा बचानेमें मैं सहायक हो सकता हँ--यह जानते हुए भी, यदि मैं उन्हें अपनी से 
समर्पण न करूँ तो मानवता-धर्मेसे गिर जाता हूँ; इसीसे, यह जानते हुए भी कि सगे-सम्बन सेवा 


३ मेरी ८ दी SU 
वान्धवाको मेरी बाट देखनेमे कष्ट होगा; मैंने गम्भीर स्थितिमे पड़े रोगियाँकी सेवाको विशेष महत्त्व दि 
दिय। 

मुझे बड़ी देर हो गयी, इसके लिये में सबसे क्षमायाचना चाहता हँ) र ९ ह. 

ज्ज मानवता" 


TSIM — 


% मानवता-नाशिनी विष-बेल % 








६३५ 








मानवता-नारिनी विष-बेल 


( ढेखक-श्रीपूर्णचन्द्रजी ऐडवोकेट ) 


या मा लक्ष्मीः पतयालूरजुष्टाभिचस्कन्द्‌ वन्दनेव वृक्षस्‌ । 
अन्यत्रास्मत्‌ सवितस्तासितो धा हिरण्यहस्तो वसु नो रराणः 
( अथव ७ । १२० | २) 
भावार्थ--( या ) जो ( लक्ष्मीः ) लक्ष्मी--घरकी लक्ष्मी 
होकर भी ( पतयालूः) नीचे--दुराचारमे गिरनेवाली तथा 
( अञुष्टा ) प्रेमसे रहित होकर (मा ) मुझसे ( असि- 
चस्कन्द ) ऐसे चिपटी हुई है ( वन्दन इव ) जेसे बन्दन 
नामक विषवेल ( वृक्षम्‌) वृक्षको चिपट जाती है 
और उसपर छाकर वृक्षको सुखा डाळती है और उसको 
बढ्ने नहीं देती | ( सवितः) सबके प्रेरक राजन्‌--( न्याय- 
कारिन्‌ ) ! ( ताम्‌ ) उस ऐसी नागिनके समान लक्ष्मीको भी 
( इतः अन्यत्र ) यहाँसि दूसरे स्थानपर ( अस्मत्‌ ) हमसे 
पृथक्‌ ( था: ) रख । और ( दिरण्यहस्तः ) सुवर्णादि धनोसे 
साध्य तू (नः) हमें ( वसु ) उत्तम धन ( रराणः ) 
प्रदान करता रह । 
संसारमै ( पूर्वकर्मतश ) कमी-कमी पापियोंको बेईमानी 
करनेवालोंको फलता-फूलता देखकर बडा भ्रम होता है। 
ईमानदारोंको निरुत्साह और बेईमानी न करनेवालौंको 
बेईमानीके लिये प्रोत्साहन मिलता है । जब लोग देखते 
हैं कि बेईमानी करनेवालोंका स्वागत हो रहा-है, उनको 
मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है; धार्मिक संस्थावाले 
उनके यहाँ धन मागते हुए आते हैं और धन लेकर 
धन्यवाद देते हुए चले जाते हैं; चोरबाजारीवालोको किसी 
विशेष अनुदानके आधारपर अमिनन्दनपत्र भी कभी-कभी 
मिल जाते हैं; परंतु यह बाहरकी टीपटाप ओर दिखावा 
वास्तविक रूपमे आगामी हानिका संदेश है | कभी-कभी देखा 
गया है कि वृक्षोंपर हरे रंगवाली और हरे पत्तोंवाली बेल 
फैली रहती है और उनकी सुन्दरताको बढ़ाती रहती है; परंतु 
उसी बेलमै विषका बीज होता है; जो वृक्षकी जड़को खोखली 
करता रहता है | एक दिन उसी हरी-मरी बेलके कारण दृक्ष 
नष्ट हो जाता है और गिर जाता है | कभी-कभी मकानोमे 
अंदर दीमक लगी हुई रहती है, परंतु बाहरसे उनकी रूपरेखा 
वैसी ही बनी रहती है और उस अंदरकी दीमकके कारण 
मकान देखते-देखते गिर जाते हैं और अपने साथ रहनेवालों- 
को भी मिटा देते हैं। इस वेदमन्त्रमै पापकी कमायी हुई 


ल्झ्मीको विष-बेलसे उपमा देकर चेतावनी दी गयी है क्रि धन 
और दौलतके कारण बाहरके दिखावेको देखकर किसीको 
्रममें नहीं पड़ना चाहिये । जिसका अन्तमै भला हो, उसीका 
भला समझना चाहिये । बाहरकी परिस्थितिको देखकर परिणाम 
निकालना बुद्धिमानी नहीं । समाजमें जिस प्रकारका मनो- 
बिज्ञान व्यक्तियोंके लिये प्रचलित होगा, उसीका प्रभाव व्यक्तिर्यो- 
के निर्माणपर पड़ता है । यदि समाजबाले बेईमानी करने- 
वालोको आदर देकर प्रोत्साहित न करें तो बेईमानी करने- 
वालोंको इतना आकर्षण बेईमानीके लिये न रहे | 

चोरबाजारी और बेईमानीवालोको जब उनकी बाहरी 
दिखाबटके कारण आदर मिलने लगता है, तब बेईमानीकी प्रथा 
प्रचलित हो जाती है। कहावत प्रसिद्ध है-“खरबूजेको 
देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है इसी 
प्रकार एकको देखकर दूसरा बिगड़ता जाता है और 
इसीका नाम आदत, फैशन, रिवाज या प्रथा पड़ जाता है । 
साधारणतया मनुष्याँकी दृष्टि कुछ ही दूरतक सीमित रहती 
है। ऋषि और पशुम यही अन्तर है । ऋषि दूरतककी देखता 
है । वह वर्तमानका निर्णय करनेमें भूतकालके इतिहास और 
भविष्यके परिणामको दृष्टिमि रखता है और तव अपने वर्तमान- 
के सम्बन्धमे निर्णय करता है । जो मनुष्य केवल पशुओके 
समान अपने नाकके सामनेकी वस्तु ही देखते हैं) वे भ्रममें 
पड़ जाते हैं | उनको विष और वास्तविक शुद्ध ओषधिमे भेद 
प्रतीत नहीं होता । इस वेदमन्त्रमे पापकी कमायी हुई लक्ष्मी- 
को विष-बेलसे उपमा देकर संसारका बड़ा उपकार किया गया है। 
जिस प्रकार वेळ वृक्षसे चिपट कर उसके अंदरका सार चूसती 
रहती है और उसे भीतरसे खोखला करती और ऊपरसे मोटा और 
रोचक बनाये रखती है । यही दशा बुरी आदतवाले) विषयोमे 
फँसे हुए, पापे वृत्ति रखनेवाले धनवान्‌ पुरुषोंकी है । वे 
पापसे पैसा कमाकर, अपनी मिथ्या शान बनाकर; जीवनभर 
पापकी वासना लेकर इधर-उधर मुँह उठाये भटकते फिरते 
हैं । उनको इस प्रकार बनावटी सुखका जीवन व्यतीत करते 
देखकर साधारण निर्धन व्यक्तियोंको अपने सम्बन्धे एक 
तिरस्कारकी-सी भावना मनमै आती है और वे कभीकमी 
यह सोचने लगते हैं कि क्यों नहीं हम भी बेईमानीसे धन 
कमाकर शान बढ़ायें और सुखका जीवन व्यतीत करें | जब 


६२६ 


इस प्रकारकी भावना किसीके अंदर आये तो उसको इस 
वेद-सन्त्रको एक बार नहीं, बार-बार पढ़ना चाहिये । 
यह मन्त्र एक सुन्दर बलकारक इंजेक्शन अर्थात्‌ 
ओषधिके रूपमै उसको दिखावे तो वह फैशनकी बीमारीसे 
सुरक्षित रखेगा । उसका जीवन साधारणरूपसे सुखमय 
होगा तथा अन्तमै वह गम्भीर और शान्त स्वमावसे ईश्वरको 





% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








याद करके यह कह सकेगा कि “अन्त भलेका भला? तथा 
संसारके प्रलोभनाँसे, विषयोंसे, कुटेवोसे और बुरी आदर्तोसे 
बचा रहेगा । यह मन्त्र ओषधि है, विचार है, इसका विनियोग 
आचारके निर्माणके ल्यि है और व्यवहारको पवित्र बनानेके 
लिये है । यह काब्यमयी भाषामें है । इसका सम्बन्ध केवळ | 
मस्तिष्कसे नहीं) इसका प्रभाव सीधा छृदयतक पहुँचता है । 





मानवताकी मूति--गांधीजी 


( लेखक श्री भीनाथसिंइजी ) 


हिंदी-भाषा और साद्दित्यके प्रचार-कार्यम मुझे महात्मा 
गांधीका सहयोगी होने और उनके निकट सम्पर्कमै आनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ | यह सन्‌ १९३६-२७ की बात है | उस- 
के पहले उन्हे बहुत दूरसे देखा करता था और उनकी बातें 
सुना करता था । उस समय वे मुझे बहुत ही उच्चासनपर 
आसीन देवतासे प्रतीत होते थे । में अपनेको लाखों 
श्रद्वा दर्शकौकी भीड़में खोया हुआ पाता था । उस दूरीसे 
गांधीजी बहुत ही कठोरः कट्टर और हठी प्रतीत होते थे 
और लगता था कि वे कोरे आदर्शवादी हैं | तथापि उनमें मैं 
एक विचित्र आकर्षण पाता था और उनकी ओर खिंचा 
जा रहा था। 

सन्‌ १९३६ में प्रथम बार उनके चरणोके निकट बेठने- 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उस वर्ष वे हिंदी-साहित्य-सम्मेलनके 
सभापति हुए, थे और संयोगकी बात, मैं उसका प्रबन्ध- 
मन्त्री चुन लिया गया था । सम्मेलनकी स्थायी समितिकी 
बैठक उन्होने बर्धामें बुळबायी और श्रद्धेय राजर्षि पुरुषोत्तम 
दास टंडनके साथः मुझे वहीं जानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । 

तब गांधीजी मगनवाड़ीमे रहते थे इसके अंदर कई 
एकड़ भूमि थी, जिसमें संतरोंके बाग फलसे लदे खड़े थे । 
इन्हीं बारगोंके बीचमै होकर गांधीजीके निवासपर पहुँचना था; 
परंतु जब मैंने देखा क्रि गांधीजी उस बागका एक भी 
संतरा नहीं खाते, तब मुझे लगा कि उनकी कठोरताके 
नीचे कितनी करूणा है | उनका तर्क था कि यह बाग उन्होँ- 
ने श्रीजमनालाळल वजाजसे जनताके सेवकके रूपमै प्राप्त 
किया है; तव इस बागकी उपजसे जो प्राप्त हो; वह जनताके 
हितमें ही व्यय होना चाहिये । वे प्रतिवर्ष बागके फल 
कुँजड़ोंके दाथ बेच देते थे और उनसे जो आय होती थी, 
उसे बहुत सावधानीके साथ व्यय करते ये | 


मैंने गांधीजीसे प्रश्‍न किया--“समाचारपत्रोमे मैं 
पढ़ता रहा हुँ कि आप संतरे बहुत खाते हैं । परंतु यहाँ मैं 
जब्रसे आया हूँ, एक भी संतरा आपको खाते नहीँ देखा | 
यह क्या बात है १? 

गांधीजी बोले--“जमनालाळजीने यह बाग मुझे फल 
खानेके लिये नहीं दिया ।? 

“सो तो ठीक हैः? मैंने कहा । परंतु आप खरीदकरे | 
तो खा सकते हूँ |? 


“खरीदकर १? गांधीजीने मेरी ओर आश्चर्यसे कहा-- 
“मेरे पास पेसा कहाँ है १? 

इसके पहले मैने गांधीजी और टंडनजीकी बात सुनी 
थी । टंडनजीने कहा था--“भारत सरकार ग्रामसुधारक्रे कार्य- 
में एक करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है |! और गांधीजी- 
ने गम्भीर होकर उत्तर दिया था--<एक़ करोड़ तो नहीँ; पर 
हाँ, ८० लाख मैं भी फूँक दूँगा ।? मैंने इस बातचीतकी 
ओर संकेत करते हुए कहा--'पैसोंकी आपको कहाँ कमी 
है ॥ गांधीजी और गम्भीर हो गये--'जनतासे क्या इसीलिये 
माँग-माँगकर धन जोडा है कि उसे खा जाउँ |? मुझे इसपर 
चुप हो जाना चाहिये था। परंतु मैने फिर भी कहा-- 
“परंतु संतरे आप खाते तो हैं। मैंने इस बारेमै समाचार- >” 
पत्रोमे बहुत बार पढ़ा है |? गांधीजी मुस्कराये- “हौँ, यात्राके 
दिनोमे खाता हूँ । जहाँ जाता हूँ लोग प्रेमवशा जहाँ खाने- 
पीनेकी अन्य चीजें देते हैं, वहाँ संतरे भी देते हैं । उस 


समय उन्हे न खाऊँ तो क्या करूँ ! यह कैसे 
उ हो सकता 
कि उन्हें फेंक हूँ |? दै 


उन्हीं दिनोंकी बात है । एक बार मगनवाड़ीमें स्थायी 
समितिकी बैठक जारी थी | गांधीजीने हसलोगोंसे कह्य-“बजाज- 


छक जा नकली है 


% सानवताकी मूति-गांधीजी * 





रर 

















वाड़ीमें बढ़िया स्वादिष्ट खाना तैयार होता है । परंतु बहाँ 
जाने-आनेके लिये काफी समय चाहिये । इसल्यि आज चाहो 
तो यहीं रूखा-सूखा खा लो |” हमलोग तैयार हो गये । 
गांधीजी उसी समय मीटिंग छोड़कर उठे। घड़ीके साथ उनकी 
कमरसे भंडारघरकी ताली भी बँधी थी । उन्होने अपने हाथ- 
से ताला खोला । तराजूउठाया । प्रतिमनुष्य तीन छटाक गेहूँ और 
दो छटाक चना तौलकर आश्रमकी कन्याओँको दिया । कुछ 
गुड, आळू, घी आदि भी दिया । गांधीजीकी ओर हम सबने 
आश्चर्ये देखते हुए कहा--“यदि हम जानते कि आपको 

यह कष्ट करना पड़ेगा तो बजाजवाड़ी चले जाते ।? गांधीजी 
बोले--“मैं आश्रमका भंडारी मी हूँ न । यह तो रोज ही 
करना पड़ता है । यह सही है कि कोई मुझसे जवाब तलब 
करनेवाला नहीं है। परंतु जब जनताने मेरा इस हृदतक 

विश्वास किया है, तब मुझको भी तो चाहिये कि उसका 
विश्वासपात्र बना रहूँ ।? 

और उस दिन जब खाने बैठे, तब मैंने देखा कि दो 
प्रकारकी रोटियाँ परोसी जा रही हैं। अतिथियोंकी थालीमै दूसरे 
प्रकारकी और आश्रमवासियोंकी थाळीमें दूसरे प्रकारकी । 
मैंने माता कस्तूरबासे दूसरे प्रकारकी रोटी माँगी। उन्होंने 
मृदुहास्यके साथ कहा? “नहीं? वह रोटी आपको नहीं 
सिल सकती ।? 

(क्यों भला १” मैंने पूछा । वे बोर्ली, “बे बासी रोटियाँ 
हं । बापूकी आज्ञा दै कि बासी रोटियाँ खराव न की जाये । 
उन्हें आश्रमवासी खाये |? 

गांधीजी कहा करते थे कि भारत इतना गरीब देश है 
कि यहाँ बहुतेरे लोगोंको भरपेट भोजन नहीं मिलता और 
यहाँ जो अन्न बरबाद करता है? वह मानो गरीबोंको और 
भूखा रखनेका अपराध करता हे । इतना अधिक ध्यान वे 
अपने देशवासियोंका रखते थे कि उनके कश्कों स्वेच्छापूर्वक 
अपनाये रहते थे। मानवताका इससे बड़ा उदाहरण 'और 
कया मिल सकता है । इस अवसरपर मुझे एक और घटनाका 
स्मरण आता है । 

एक बार हाईकोर्टके एक जज गांधीजीसे मिलने आये । 
गांधीजी अपनी कुटीमें थे । यह एक छोटी-सी कोठरी थी-- 
इतनी छोटी कि बीचमै खड़े होकर आप हाथ कैलाये 
तो दोनों ओरकी दीवाळें छू जाये । इस कोठरीमे गांधीजी 
एक चटाईपर बैंठे थे | सामने दूसरी चटाई पड़ी थी । 
उसपर जज साहब बैठे। गांधीजीने एक ताड़का पंखा उनकी 
ओर बढ़ाया । गरमीके दिन थे और ऊपर खपरैल थी। 


६३७ 





जज साहबने पहला प्रश्‍न यही किया--“इतनी छोटी कोठरीमें 
आ रहते हैं १? गांधीजी बोले--“इसे सोभाग्य कहिये 
कि मैं इस कोठरीमै रह रहा हूँ । हमारे देशमै बहुतेरे आदमी 
ऐसे हैं, जिन्हें रहनेके ख्यि ऐसी कोठरी भी नहीं है । यदि मैं 
ऐसी कोठरीमें न रटँ तो उस दुःखका अनुभब केसे कर 
सकता हूँ, जो हमारे देशवासियोंको है। गांधीजी बहुत ही 
गम्भीर हो गये और जज साहब भी गहरे सोचमें पड़ गये । 

क्रमशः मैंने देखा किं गांधीजी कठोर नहीं हैं, कट्टर 
नहीं हैं, हटी नहीं हैं । वे प्रेम, दया, करुणा; न्याय, क्षमा 
आदि मानवीय गुणोंसे ओतप्रोत हैं और उनमें जो कठोरता; 
कट्टरता या हठीपन झलकता है, वह इन्हीं गुणोंकी पराकाष्ठा 
है । इस बातको स्पष्ट करनेके लिये में एक छोटी-सी घटनाका 
उल्लेख करना चाहता हूँ । जेठकी दोपहरी थी । मै सेवा-ग्राममें 
गांधीजीकी समाएँ, आदिके लिये बने पक्के कमरेके बरामदेमे 
खड़ा था । दुरपर आश्रमका कुँआ था; धूप बड़ी तेज 
थी । मैंने देखा कि माता कस्तूरबा एक डोल लिये हुए 
कुएँपर पहुँचीं । उन्होंने रस्सीमे डोळ बाँधा और उसे कुमे 
लटकाया; यह देखकर मैं दौड़कर कुएँपर गया, बोला-- 
“माताजी | लाइये; आपकी बाल्टी मैं खींच दूँ |? 

“नहीं-नहीं !! वे बोलीं--“दूर ही रहो । बापू जानेंगे तो 
बहुत नाराज होंगे ।? 

“क्यों मला ! क्या दूसरोंका छुआ पानी वे नहीं पीते १? 

“नहीं-नहीं ।? वे फिर बोलीं--'वे कहते हैं कि जब सब 
किसानोंकी खियौँ कुएँसे पानी खींचकर लाती हैं? तब तुम 
क्यों नहीं ला सकती हो १? 

वृद्धा किसान महिलाओंको दूर-दूरसे पानी खींचकर लाते 
देखते थे, तब गांधीजीको कष्ट होता था । परंतु उतना ही 
कष्ट जब वे कस्तूरबाको पानीके ल्यि उठाते देखते थे तब 
उन्हे संतोष होता था; क्योंकि इस प्रकार मानो वे कष्टमे 
पड़े किसानोंके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते थे। 
गांधीजी अपने ल्यि कोई ऐसा सुख नहीं चाहते थे) जो भारत- 
के करोड़ों निवासियोंको प्रात न हो । इसील्यि उन्होंने 
एकादा त्रतोंको अपनाया था । उनकी प्रातः और सायंकालीन 
प्रार्थनाओमे जो लोग उपस्थित होते थे, उन्हें अवश्य इन 
एकादश ब्रतोंका स्मरण होगा । ये एकादश ब्रत आश्रम- 
भजनाबळीमे इस प्रकार संगीत है 13 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय) रहम, अग्र | . 

शरीर श्रम, अस्वाद) सर्वे भगवजन ॥ ; 





॥ 


६३८ # मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमाथेका * 





सर्व-ध्म-समानत्र, स्वदेशी, स्प्भावना । 

बिनम्रञ्नत निष्ठाऱऐे ये एकादश सेव्य हैं॥ 

लेखका अकारण कलेवर न बढे, इसल्यि उनके इन 
ग्यारहों त्रतोपर अलग-अलग उदाहरण प्रस्तुत करनेकी इच्छा- 
का संवरण कर रहा हूँ । यहाँ इतना ही लिख देना पर्याप्त 
समझता हूँ कि इन व्रतोंका कडाईके साथ पालन करनेके 
कारण ही गांधीजीके लघु शरीरमें मानवताका सर्वतोमुखी 
विकास दृष्टिगोचर होता था । उनकी अहिंसा वीरकी 
अहिंसा थी | उनका सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचर्य और असंग्रह 
उनके जीवनकी दी ध साधनाका परिणाम था । वे महान्‌ 
साधक पुरुष थे और उनकी महानता दैनिक जीवनकी छोटी- 
छोटी बातोंमें भी प्रकट होती थी । शरीर-श्रममें उनका 
विश्वास था; भोजन वे स्वादके लिये नहीं, शरीरको जीवित 
रखने और उससे काम लेनेके लिये करते थे; मृत्युतकका 
उन्हें भय नहीं था | सब धर्मौको वे परमात्माके निकट 
पहुँचनेके अलग-अलग मार्ग समझते थे | अपने लिये अपने 





मनके धर्मपर चलनेकी जैसी स्वतन्त्रता वे चाहते थे, वैसी ही 
स्वतन्त्रता दूसरोंको भी देनेके लिये तैयार थे। चर्खा उनकी 
स्वदेशी भावनाका प्रतीक था; छुआछूतकी भावनासे वे बहुत 
ऊपर थे और इसके साथ ही वे अत्यन्त विनम्र थे | अभिमानका 
उनमें लेश मी न था। जिस समय भारतको दिल्‍लीमें 
स्वराज्य प्राप्त होनेका समारोह हो रहा था, वे नोआखालीके 
मार्गपर थे । जिन दिनों भारत-विभाजनके कारण भीषण 
मार-काट मच गयी थी, उन्होंने अपने प्राणोंकी आहुति दी 
कि जिससे पारस्परिक द्वेष और घुणाकी अग्नि बुझे । उन्होंने 
अपने जीवनादर्रसे भारतको अहिंसाके पथपर चलाकर 
संसारको यह दिखा दिया कि मानवजातिका कल्याण “आटम- 
बम?के निर्माण ओर उसके प्रयोगसे नहीं, सत्य, अहिंसा) प्रेम 
और क्षमाके सतत विकाससे ही सम्भव है। यही कारण है कि 
हिंसासे आवेष्टित, युद्धजर्जरित संसार आजके भारतको नेतृत्वके 
लिये आह्वान कर रहा है--आजका भारत, जिसे हम गांधीजी- 
का भारत कहद सकते हैं; गांधीजी, जो मानवताकी मूर्ति थे ! 





=A 


09-६3 


मानवताकी मूर्ति-गांधीजी 


( लेखक-श्रीगौरीशंकरजी गुप्त ) 


साधारण शक्तिवाले अतिमानवके क्रियाकलापौसे 
आकर्षित होकर मनुष्य चाहता है---हम भी वैसे ही हो जायें । 
यह स्पृहा स्वाभाविक है । कारण यह है कि गुण-दोषसे युक्त 
र्चनाके एक भागकी, जिसे हम “विक्ृतिं? नामसे पुकारते 
है, निर्मात्री प्रकृति है | इस विक्ृति-समूहसे ही सांसारिकता- 
का क्रमश; विकास होता रहता है । यह तमोमय है। और 
दूसरे भागका निर्माता पुरुष? है | बह दूसरा भाग प्राकृत 
अथवा सत्य है । यह सांसारिकतासे मनुष्यको ऊपर उठाता 
है । यह सत्यमय है । विक्कतिसे विकसित होकर जब मनुष्य 
प्राकृत या सत्यके ग्रहण करनेकी स्थितिमे आ जाता है, उस 
समय वह विकृतिको धाराको त्यागकर प्राकृत धाराको ही 
ग्रहण करने लगता है । उस काळं उसका चेतन मन, जो 
प्राकृत धारासे घुल्कर निर्विकार हुआ रहता है, शरीरके 
प्रत्येक अवयकइन्द्रिय यन्त्रसमूह एबं सूक्ष्म अणुतकको 
प्रभावित कर डालता है | ऐसी दसामे मनुष्य निश्चित रूपसे उच्च 
आदर्शोंकी आकांक्षा करने लगता है;क्योंकि विना उच्च आदरशके 
वह एक पग भी अग्रसर नहीं हो सकता । चेतनके लिये 
गतिरोध ही मरण जो है । वह जिसका अंश है, पुनः उसीमै 


उसे लीन होने जाना है | अपने अंशको विशुद्ध रूपमें ही 
“पुरुष! अपनेमें लीन करेगा, इसल्यि अपनी सत्य-धारासे 
निर्माणकाळके बिकारोंको वह धो डालना चाहता है । उसी 
सत्य-धारासे प्रभावित होकर हम सदा उच्च से-उचचतर आदशाँ- 
से अपनेको पूर्ण बनानेकी चेष्टा किया करते हैँ । इसी “पुरुष” 
की प्रेरणासे समय-समयपर विकार-लिप्त मनुष्य-समुदायको 
सत्य-धाराकी ओर प्रेरित करनेवाले लोकोत्तर महामानवक्रा 
अवतरण होता रहता है और उसके आदर्शोकों अहणकर हम 
भी उस चिरंतन सत्यके निर्माता “पुरुष’में लीन होनेकी 


चेष्टामे रत रहते हैं । ऐसी दशामै भगवान्‌ बुद्ध ओर ईंसाकी 


कोरिके युगप्रवर्तक वापूके आदशोंको ग्रहण करनेके यदि 


हम इच्छुक हों तो यह हमारी परम्पराके सर्वथा अनुरूप 
या हुआ 
न 1 अनुरूप 


कर प्राकृत धारामें पहुंचे थे 


अवधिें विकृत । अने जीवनके दीर्घकालकी 


गरकर पराकृत समूह पहुँचना 


हरन 


% मानवताकी मूर्ति--गांधीजी ४ 


eT 


eT 
और फिर चिरंतन पुरुषमे लीन हो जाना--यही तो उनके 
प्रति प्रधान आकर्षणका केन्द्र है । बापू आज हमसे तिरोहित 
हैं; किंतु उनके सतत जागरूक रखनेवाले चरण-चिह्न विकृत 
धारासे प्राकृत धाराकी ओर ले चलनेके लिये प्रकाशपुञ्ज 
बिखेर रहे हैं । 

जिसे हम आदर्श मानते हैं और जिसका पदानुसरण 
करते हैं, उस व्यत्तिके प्रत्येक कार्यपर हम एक सतर्क दृष्टि 
भी डालते रहते हैं | यह दृष्टि आलोचककी न होकर जिज्ञासु- 
की होती है । उनके कार्योके आलोचक सदा भ्रममें ही रहे 
हैं और उन्हें परखनेमें उन्होंने भूलें की हैं । वस्तुत; वापूके 
“संघर्ष? और 'कर्मःमय जीवनकी समष्टि रूपसे व्याख्या 
करनेसे ही भ्रम फैलता है । व्यक्ति, समूह या राष्ट्रसे संघर्ष न 
करके संसारमै फैले हुए अनाचारोंके प्रति सचेतकके रूपमै वे 
अपनी तीव्र भावना व्यक्त करते थे और उसी अभिव्यक्तिको 
संसारके अधिकांश व्यक्ति संघर्षका नाम दे डालते थे । दक्षिण 
अफ्रीका और भारतमै मुख्यतः गोरोंके अनाचारोंका ही 
उन्होंने सक्रिय विरोध किया; किंतु गोरोंके सदुणोके सबसे प्रबल 
समर्थक वे ही थे; केवल धर्म, राजनीति एवं सामाजिक 
अनाचारोंके प्रति ही उनकी विरोधी भावना रही हो--ऐसी 
बात न थी । अपितु उनका मानस-क्षितिज ऐसा विशाल था 
कि संसारके बढ़े-से-बड़े और छोटे-से-छोटे असत्‌ इत्योके वे 
तीव्र आलोचक थे और सत्कार्योंके सक्रिय समर्थक । उनकी 
प्रेरणासे सामूहिक ओर व्यक्तिगत रूपसे इतने व्यक्ति महान्‌ 
बने हैं कि उनकी संख्या निर्धारित करना कठिन है । जहाँ 
उनके भाषणों) प्रवचनों) पत्र-प्रतिनिधियोंके सम्मुख दिये गये 
वक्तव्या एवं स्वसम्पादित साप्ताहिक पत्रोंके लेखोंने संसार- 
को सत्मेरणा देकर रामराज्य-युगके प्रति अभिमुख किया; 
वहाँ व्यक्तिगत खूपसे सम्पर्के आये हुए मनुष्योंको भी उन्हों- 
ने अपने सदुपदेशों और पत्रव्यवहारसे एकाएक ऐसा ऊँचा 
उठा दिया कि आज उन व्यक्तियोंमैसे अधिकांशके व्यक्तित्व- 
के सम्मुख संसार नतमस्तक है । 

बुद्धने एशिया-खण्डमें “बहुजनहिंताय’ ब्रहुजनसुखाय? 
की जो ज्योति जलायी और ईसाने सागरपार अपने आचरण- 
के द्वारा तमसाद्वत जनसमूहपर जो प्रकाश फैलाया, उसीकी 
उद्धरणी युगकी नाड़ी पहचानकर बापूने की | प्राचीन ऋषिः 
परम्पराका विरोध न करके हीन आयु, क्षीण बल और लघु 
शरीरका ध्यान रखते हुए उन्होंने मानवमात्रके ल्यि 
उपासनाका लाघव-मार्ग पकड़ा और बढ़ते हुए नास्तिक 





संसारके सम्मुख सुगम आस्तिक पथ प्रशस्त किया । उनकी 
सामूहिक प्रार्थनाने कोटिकोटि मानव-समूहको जो बल और 
प्रेरणा दी; वह वर्णनातीत है | उनकी परार्थनामें ईश्‍वर और उनके 
सुका बॅटबारा न हो सका । यदि बापू चाहते तो व्यक्तिगत 
प्रार्थना कर लिया करते; लेकिन उन्होंने अपने आचरणके 
द्वारा सर्वनाशके गर्तमे जाते हुए मानव-समूहको उबार 
लिया । उन्होंने उपासनाकी ऐसी सामूहिक प्रणाली चलायी 
जिसमें हिंदू, सुसल्मान तथा ईसाई आदि जातियोंकी 
उपासनाके समवके धार्मिक प्रार्थनासूच ग्रथित थे । उन्हे 
अपनी “आश्रम-भजनावलि'मै सम्मिलितकर उन्होंने ऐसा 
रूप दे डाला कि आज इस उपासना-प्रणालीपर संसार 
चकित है । 

मानवमात्रको पूर्ण एवं संयत विकाररहित बनाने और ऊपर 
उठानेवाले कृष्णार्जुनके कथोपक्रथनरूपमे बताये गये दार्शनिक 
तत्वका पारायण उनकी प्रार्थनामै होता था । प्रार्थनाकी गति 
ऐसी होती थी कि उस समयके वातावरणमै उच्चरित सामूहिक 
प्रार्थनापरक वाक्य पूर्ण बोधगम्प होकर अन्तःकरणको छूने 
लगते थे । ऐसे वातावरणमें रहकर कोई भी अधम आत्मा 
कुछ कालमै अपनी मलिनता घो सकता था | प्राथनाका 
कार्यक्रम बापू कभी भी बंद नहीं करते थे । सतत अभ्यास 
करते रहनेसे व्यक्ति अवश्य सफलीभूत होता है । बापू कहा 
करते थ्रे--“जहाँ सर्वदा मन दौड़ता रहेगा, अन्तमै शरीर भी 
बहाँतक अवश्य ही घसिटकर पहुँचेगा ।? स्वतन्त्रता-प्राप्तिके 
बाद जब साम्प्रदायिक कलहकी कालिमामै यह विशाल भूर 
भाग डूव गया था; दिल्ळीमे बापूने सामूहिक प्रार्थनासे ही 
प्रकाश बिखेरकर छोगोंकों उबारा था । 

बापू देहकों कष्ट पहुँचाकर» भयानक तितिक्षा सहकर 
काळ-यापन करनेवाले साधु या संन्यासी न थे । “संन्यास” 
शब्दको वे व्यापक अर्थम लेते थे | किस वस्तुको त्यागनेसे 
वस्तुतः लाभ है और न त्यागनेसे हानि है, इसे वे भलीभाति 
समझते थे । वे अपनी सदसदूविवेचनी बुद्धिद्वार--अनुमवों) 
ऐतिहासिक प्रमाणो एवं अग्रज मनीप्रियोके और अपने तका- 
द्वारा किसी कार्यको केसोटीपर कस लेते; तब उसे प्रयोगमें 
लाते थे। वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओंके अनुसार 
खाट, चौकी, चटाई--सभीका उपयोग करते थे । उनका 
जीवन राजयोगियोंके सद्दश था । विडम्बना और दिखाबटको. 
नमस्कार करते हुए “उचित” का ग्रहण वे सर्वदा करते रहे । 
मसनद्‌, पीकदान? जम्मच-सरीखे शारीरिक सुखके सभी 


६४० 








उपकरणोंका वे प्रयोग करते थे । प्रोफेसर भंसाळी-जैसे त्यागी- 
को भी उन्होंने साधारण जीवन व्यतीत करनेवाला बना डाला 
और उनके द्वारा समाजका और विशेषतः आश्रमका जो उपकार 
हुआ; वह प्रत्यक्ष है । 


एक बार सम्भवतः सन्‌ ३० के सत्याग्रह-आन्दोलनके 
समय बिहारके तत्कालीन प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता स्वामी सहजानन्द 
सरस्बतीने बापूसे पत्रद्वारा पूछा--'हम जेलमै हैं । यहाँके 
अधिकारी हमारे साथ हमारा दण्ड नहीं रहने देते | ऐसी 
दामे हम क्या करें ! क्या हमारा संन्यास-आश्रमका धर्म 
नष्ट नहीं होगा १” बापू भी जेलमै ही थे । उन्होंने लिख 
भेजा--दण्ड त्याग दीजिये । ऐसे आपत्कालमें संन्यास भ्रष्ट 
होनेका भय नहीं है ।? कहनेका आशय यह कि देश) काल; 
पात्र और परिस्थितिको विचारकर वे कार्य करनेके पूरे अभ्यस्त 
थे | उनके जीवन-दर्शनके सिद्धान्त समन्वयात्मक थे । पूर्व 
और पश्चिमकी जीवन-प्रणालियोंमैसे और इस देशके विभिन्न 
आश्रम-धर्म, संस्कृति, चाल-ढाल---सभीके सार तत्वको लेकर 
उन्होंने जो चर्या गठित की, वह सर्वसाधारण--एहस्थ, ग्रामीण; 
वित्तवान्‌ एवं हीन वित्तबाले-सभीके लिये सुलभ हो गयी । 
बापू अपने-आपभें एक प्रयोगशाला ही थे । जीवनकी विभिन्न 
दिशाओंम वे ऐसे-ऐसे प्रयोग करते रहते थे, जो राष्ट्रे असंख्य 
प्राणियापर सच्चे उतर सकें। 


स्नान, भोजन, शरीरशुद्धि, नींद तथा नानाविध शारीरिक 
क्रियाकलापोके समन्वयात्मक प्रभावका प्रत्यक्षीकरण उनके 
नीरोग दर्शनीय, खस्थ शरीरमें होता था | चित्तकी समस्त 
बृत्तियोंका निरोध ही योग कहा गया है । प्राचीन ऋषि- 
परम्परामें अधिकांशत; दैवी शक्तिकी प्रासिके निमित्त, 
सांसारिकतासे मनको मोडकर अध्यात्मकी ओर प्रवृत्त होना 
ही एकमात्र सांस्कृतिक परम्परा बन गयी थी | उस परम्परासे 
उस युगम भले ही अधिक लाभ होता हो; किंतु इस युगमे 
तो इसके द्वारा प्राणियोंके लिये उतनी सिद्धि संचित करना जरा 
कठिन-सा हो रहा है सुष्टिकी सार्थकता और निरर्थकताको 
व्यावहारिक इष्टिकोणकी ठुलापर परखनेसे पहली परम्परा दुरूह 
मासित होने लगती है।इस परम्पराको बापूने अपनी सामाजिक 
परम्परामें ढाळकर अपने आचरणके द्वारा ऐसा रूप दे डाला कि 
अस्त-व्यस्त होती हुई भारतीय प्राचीन संस्कृति उनके द्वारा 
सम्पादित होकर पुनः व्यावहारिक रूपमे मुखरित हो उठी | 
बापूकी जीबनचर्या पुकार पुकारकर यही कह रही है कि 
संसारसे विरत होनेकी आबश्यकता नहीं, अपितु उसमें विशेष 


# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका ओ 








रस लेनेमै ही लाम है । तभी हम फिरसे; संसारके आध्यात्मिक 
गुरु-पदपर प्रतिष्ठित हो सकते हैं । 

भगवान्‌ बुद्धके जीवनमै, संसारके कष्टोंकी देखकर जिस 
प्रकार त्यागकी भावनाओंका उदय हुआ था और 
जरा-व्याधि; दुःख-दारिद्रथ एवं नानाविध क्लेशोंके चंगुलमै 
सांसारिक प्राणियोंको विलोक वे उद्बोधित हो उठे थे, ठीक 
बापूके जीवनमै भी अनेकानेक घटनाओंके फलस्वरूप इसी 
प्रकारकी मनोदशा हो चुकी थी | उनकी जीवनचर्यामै अत्यन्त 
सादगी, निम्नस्तरकी आर्थिक व्यवस्थाकी स्वीकृति तथा 
उपयोगकी वस्तुओंकी संख्याओंको घटाकर अल्प वस्तुओंके 
द्वारा जीवन-निर्वाहकी ओर जो प्रबृत्ति देखी जाती 
थी, वह उनके जीवनके दीर्घकालिक अनुभवोसे 
तप-तपाकर बने हुए सिद्वान्तके रूपमै उठी थी । अपने 
आचरणके द्वारा प्रारम्भमें बापू व्यक्तिको और उसके 
पश्चात्‌ समूहको सतू-शिक्षा देते थे । बुद्धने अपने युगके 
अनुरूप कार्य किया था और सबोपरि सत्ताको झृन्यवादके 
रूपमे समझकर अपने आचरण और प्रयोगोंके द्वारा उसे 
पाली-पल्लियोँकी या ग्रामोंकी भाषामे-अर्थात्‌ सर्वसाधारणकी 
बोळचालकी भाषामै उस ज्ञानका वितरण करके एगियाखण्डके 
अञ्चानान्धकारको प्रकाशमे परिवर्तित कर दिया | परम भागवत 
बापूने अपनी आती-जाती साँसोंमें “सोहं? या अजपा जपके 
स्थानपर उस परम सत्य-तत्वको ही रामके रूपमै पहचानकर 
प्रबळ विश्वासके साथ उसे जन-जीवनमें उतार दिया | सात 
लाखसे ऊपरकी संख्यामें बसे भारतीय गाँवोंके उत्थानका 
प्रयोगात्मक ढंग सिखाकर वे अपने युगके अनुसार बुद्धसे 
भी आगे बढ़कर सत्य, अहिंसा, सेवा और आत्म-सम्मानका-- 
जो मानवको पश्चुओंसे भिन्न करनेवाले तत्त्व हैँ- आचरण 
आर प्रचार करके एशियामे ही नहीं, अपितु विश्वके कोने-कोनेमै 
डच्च सरकी मानवताकी प्रेरणा देनेवाली शक्तिका वितरण 
करनेमें समर्थ हुए थे । विदेशोंके मानवतावादी जनोंका समूह्‌ 
दुःख-दारिद्रथ और संघर्षरत मानवकी समस्याओंका एकमात्र 
हल गांधी-दर्शनकों ही समझ रहा है । 

८ बुद्धान्दोलनमै इस युगके प्राणियोको संसारसे विलग 
दोनेकी प्रेरणा मिलती थी । इधर बाप संसारमै रहनेवालोकी 
सांसारिकता छीनना नहीं चाहते थे; कित उ 
रहनेकी दशामे ही आचरणद्वारा द र कल 
करते भोर पा व या 
उपरउठता था | बौद्धकालीन महाकवि न तिते विशेष 

महाकवि अश्वघोषने 'सौन्द्रानंद? 


कै मानवताकी सूति-गाँघीजी * 


६७१ 








महाकाव्यमें, बौद्धधर्ममे दीक्षित एक दम्पतिका चित्रण किया 
है । वह कितना मार्मिक और संसारके विकासमें बाधक है ! 
जीवनकी मधुमय आकाङ्काओंको हृदय-पेटिकामें सँजोये हल्दी 
से पीले हाथवाली घोडशी ललना, और उसके सम्पूर्ण जीवनकी 
बागडोरको अपने हाथमें लिये, योवनकी अरुणिमासे ओतप्रोत 
विहल युवक--दोनों ही उस समयके महान्‌ नेता तथागतसे 
प्रेरणा पाकर अपनी उठती हुई कुसुम-कोमळ उमंगोंपर शिला रख 
मुण्डित होते हैं और क्षणमै ही जनक-जननीको मूर्च्छित छोड़ 
कर घरसे निकल जाते हैं | राज-पथके चोराहेपर पहुँचकर 
एक कहता है “प्रिये !! और दूसरी ओरसे ध्वनि निकलती 
है--'कहो, प्राण ! अब हाथ छोड़ो और तुम अपना रास्ता 
लो ।? महान्‌ नेता तथागतके उपदेशसे उत्पन्न आवेश अभी 
दोनोंमे कार्यरत था | सुनकर ललनाके अन्तःकरणमे छिपा 
पौरुष-भाव जाग उठा और उसने हलदीसे रँगी अपनी 
अँगुलियाँसे संकेत करके कहा--“तो) प्रियतम | तुम्हारा मार्ग 
भी तो यह है--जाओ !? ओर दोनों एक-दूसरेको बिना देखे 
ही दो दिशाओंकी ओर सदाके लिये चल पड़े | उस समय 
समीपके पेड्-पोघे, लता-गुल्म तथा पश्च॒-पक्षी-सभी एक 
बार करुणाकी गुहार करके--आहे भरकर मोन हो गये । 
बुद्ध अपनी प्रेयसी यशोधरा ओर पुत्र राहुळको सोते छोड़ 
चुपचाप चल पड़े थे । यशोधरा बुद्धके प्रतिबिम्ब राहुलको 
गोदमै लिये-लिये 'सखि ! वे मुझसे कहकर जाते |? की रट 
लगाकर क्षीणकलेवर होती गयी | उस युगके युवक-युवतियोंको 
उन्होंने अपने ही अनुरूप ढालनेकी चेष्टा की | बापूने दक्षिण 


० 


अफ्रिकामै या मारतमै जहाँ कहीं भी जन-जागरण किया; नर 


` नारीको समष्टि-रूपमें देखा और सदा साथ ही रहनेकी शिक्षा 


दी । यही नहीं, वयस्क विधुर और विधवाओंकों) यदि वे 
ब्रह्मचर्यके व्रती न रह सकेँ, तो पुनः प्रेम-सूत्रमे बंध जानेकी 
सलाह वे देते थे । यदि कोई विधवा बहन पुनर्विवाह करके 
बापूको प्रणाम करने जाती तो वे अति आह्वाद्दायक सम्बोधनो- 
से उसका स्वागत करते और अपना आशीवादरूपी प्रेम 
बरसाकर उसके उस नये सम्बन्धको भारतीय संस्कृतिके 
अनुरूप पुनः पावन बनाये रखनेकी सलाह देते थे | उनका 
कहना था--“अनिष्टकारक इच्छाओंका दमन करते हुए साथ 


« 


रहकर कल्याणकारी जन-सेवा-कार्यमें रत रहो |? वे निरंतर 
“बा? को--कल्याण-मार्गकी प्रेरिकाके रूपमै और अपने सत्‌- 
कार्यौकी सहायिकाके रूपमें देखते थे और बिना बाके उनके 
सभी कार्य अधुरेसे लगते थे । बापूके आश्रममे दम्पति- 
रूपमै रहते हुए भी नर-नारियोंने वह साधना की, जिसका 
उदाहरण इतिहासमै मिलना कठिन है | 


बापूने अपनी रहन-सहन और दिनचर्याको इस प्रेरणासे 
सादगीसे पूर्ण बनाया कि भारतके करोड़ों मनुष्य विवशताके 
कारण जिस प्रकार जीवन-यापन करते हैं, उनका- विशेषतः 
जैसा आहार, वस्त्र और वास-स्थान होता है, शक्ति और 
साधन रहते हुए हम भी वैसे ही रहनेका ब्रत लें; जो आश्रमवासी 
बनकर हमे इस ब्रतमें सहायता पहुँचानेके इच्छुक हों, वे सहर्ष 
हमारे सम्पर्कमे आयें | भारतीय संस्कृतिके महामान्य ग्रन्थ 
“श्रीमद्भागवतः में कहा गया है कि एक ओर मनुष्य अधिक संग्रह 
करके अपने पास रखता है ओर दूसरी ओर लोग भूखों मरते 
रहते हैं--ऐसी परिस्थितिम संग्रह करनेवाला चोरीका ही 
माळ रखनेका अपराधी है | आधुनिक अर्थशास्त्री भी इसी 
निष्कर्षपर पहुँचे हैं | इसके अतिरिक्त समाजको वस्तुतःसाम्यवादी 
प्रणाळीसे गठित करनेके उत्सुक नेताओंके भी तो यही 
सिद्धान्त हैं । कृष्णद्वैपायन व्यासका प्राचीन अर्थगास्जीय 
दर्शन, पाश्चात्य मार्क्सका दर्शन तथा गांधीवादी अर्थः 
व्यवस्था--सभीका परिणाम अन्ततः एक ही है; बह यह 
कि पूर्णं श्रम करनेके पश्चात्‌ जो धन प्राप्त होता दै, 
उस धनसे आगे और अधिकके जो तुम स्वामी बने बैठे 
हो, वह कहाँसे आया ? 


बापू जैसे भोजन ओर वास-स्थानकी सादगीके पक्षमै 

थे, बञ्नके विषयमै तो वे ओर भी सादगीके अभिलाघी थे | 
उन्होने अपने व्यक्तिगत आचरणमें भी दिखा दिया कि 
इतने कम वस्त्नांसे भी एक व्यक्ति पूर्ण सभ्यतासे युक्त जीवन 
ब्रिता सकता दै । दो-तीन धोतियाँ) दो चादर और एक-दो 
तोलियि-- बस, इतना एक व्यक्तिके ल्यि क्या कम है! और उष्ण 
कटिबन्धवाले इस देशमै केबल गीतकालमै ही ओढने और 
बिछानेके निमित्त रूई या कम्बलकी आवश्यकता होती है! 
[ सर्वाधिकार सुरक्षित ] 


— —— ROI 


मा० अं० ८१ 


६४२ 








१४ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


मानवताकी मूति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 


( लेखक- श्रीमहादेवप्रसादजी निगम ) 


महात्मा गांधीने अपनी आत्मकथामे यह चेतावनी दी है 
'कि जो मेरी आत्मकथाका अवतार या महात्माके भावसे अध्ययन 
करेगा, उसे उतना लाम न होगा जितना कि उस पाठकको 
होगा कि जो मुझे अपने समान एक साधारण मनुष्य 
मानेगा । मैं अबतार, तीर्थकर या संत नहीं हूँ? मेरी मान्यता 
यह है- भै सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत । 

प्रभु-प्रार्थना वे प्रातःसायं नियमसे करते थे । उनका 
कथन था--मुझे भोजन न मिले तो मै जीवित रह सकता हूँ; 
किंतु भजन किये बिना नहीं । प्रार्थनाके पश्चात्‌ उसमें सम्मिलित 
सजनोंको वे उपदेश भी देते थे | एक बार उपस्थितोमेसे कुछने 
यह प्रश्न किया-“आप गोस्वामी तुलसीदास और कबीर- 
दासके समान चमत्कार क्यो नहीं दिखाते !” इसके उत्तरमें 
आपने निवेदन किया--“चमत्कारको नमस्कार ! मुझे अपनी 
प्रशंसा पसंद नहीं । मै उनके समान महापुरुष नहीं हूँ ।! 

 चर्खा चलाते समय वे नामका मानस जप करते थे । 

वे भक्तिके नौ विधानोमे पारंगत थे । 


सरकू स्वभाव न मन कुटिकाई ( नवीं )। 
जथा राग संतोष सदाई (आठवीं) ॥ 


सीय राममय सब जग जानी \ करड प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
मन क्रम बचन छौँडि चतुराई । भजतहि कृपा करतं रघुराई ॥ 
इन अर्डालियोंको उन्होंने आचरणमै उतारकर 
दिखलाया था । 
उन्होंने हरिश्रन्द्रके आख्यानसे सत्य, प्रह्मदकी यातनाआंसे 
सत्याग्रह, भरत-चरितसे भगवद्भक्ति, श्रवणकुमारकी कथासे 
« माताःपिताकी आज्ञाकारिता एवं गीतासे .निष्क्राम कर्मयोगकी 
शिक्षा ग्रहण की थी । अपरिग्रह, अहिंसा और ब्रह्मचर्यके 
नियम वे मन-वचन-कर्मसे निबाहते थे । 


८नवजीवन!के प्रकाशनद्वारा राजनीति और धर्म- 
नीतिका समन्वय करते हुए वे सत्य) सत्याग्रह) ब्रह्मचर्य; 
अपरिग्रह? सेवा आदिके सिद्धान्तोपर अपने निर्मल विचार 
` प्रकट करते थे । 
ग्रन्थावलोकनमें उनका ध्येय था मनन और निदिध्यासन | 
उनकी योग और यज्ञकी व्याख्या भो अलौकिक थी। 


प्रचलित शासननीतिका अध्ययन--यह उसमें सर्वसाधारणकी 
अड्चनोंको हूँ निकालना और उनके परिहारार्थ अहिंसात्मक 
सत्याग्रह करना था उनका राजयोग । अग्निमें साकल्य 
समर्पित न करके; दीन-हीनोंकी भूख मिटाकर उन्हें तृत्त करना 
[यज्ञ । जिसने सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्या पालन नर्ह 
किया तथा सम्पत्ति एबं धनका परित्याग नहीँ किया, उसे 
शास्तरोंका वास्तविक ज्ञान नहीँ हो सकता--इस सून्रवाक्यमे 
उनका पूण विश्वास था । 
आत्मशुद्धि, हिंद्‌-सुस्लिम-एकता, हरिजन-हिंत एवं 
शासनसे टक्कर लेनेके उनके शस्र-अख्न थे--अहिंसात्मक 
सत्याग्रह । 
स्वराज्य प्राप्त करके वे संतुष्ट नहीं हुए थे | उनकी 
आकाङ्का थी कि भारतमे रामराज्य स्थापित हो । इस हेतु 


वे भारतीयोंको सदाचरणकी ओर अग्रसर कर रहे थे। 


कलिमिं हो सतयुगकी करनी \ शासक शासित सत आचरनी ॥ 


श्री एच्‌०वाई०एस्‌०एछ्‌० पोलक साहवने कहा था 
कि मानवताकी शिक्षाके लिये कुछ दिन गांधीजीके सम्पर्कमे 
रहना चाहिये । अब वे इस धराधामपर नहीं हैं । अंस्तु (हम 
मानव हैं और मानबतामात्र हमारा धर्म है? इस ध्येयके 
अनुयायी उनकी आत्मक्रथाके . अनुशीलनसे शिक्षा ग्रहण 
कर सकते हैं । 


वेश्यवंशके होकर उनमें ब्राह्मणोंक्ी-सी ब्रह्म-जिज्ञासा एवं 
कषतिर्योका-सा साहस था । धर्मनीति और राजनीतिमै वे 
वेश्यवत्‌ निपुण थे । चारों वर्णोका एक धर्म सेवा है । सेवाके 
वे आदश थे । उन्होंने प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दोनों मार्गाको 
एक साथ अति उत्तमतासे निबाहा था । 


वे अपना एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे । प्रति 
दिनका कार्यक्रम वे नित्य नया बनाते और उसे पूर्णतया निभाते 
थे । उनका प्रतिप्रभात मज्जल-प्रभात था | उसमे नवजीवन- 
का उत्साह भरा रहता था । वे अपनी देनंदिनी नित्य लिखते 
ये | उनसे जो इस बातकी शिकायत करता कि दिनका 


प्रोग्राम नहीं निमता, तो वे 
उससे कहते थे- तुम 
कामचोर हो | ये 


~ 


* धूलमे हीरा ४ ६४३ 


I 





उन्होंने अपना मानव-जीवन सार्थक करके दिखा दिया । 
वे मनुष्यके लिये जिये और मनुष्यके लिये ही मरे उनकी 
अमर मृत्युपर संसारके सभी राष्ट्रोने अपने-अपने झंडे नीचे 
करके झोक प्रदर्शित किया । उनका अस्थि-विस्जन समस्त 
तीथाँके सलिलमै समारोहके साथ किया गया था । 


उनकी जीवनीसे स्फुट शिक्षाएँ 


( ९ ) मोहनके अपने दास थे ओ कर्मके वे चन्द थे \ 

सत्य-सागरके मथनको उनके संयम मन्द्र थे \ 
( २ ) जीवन जेता सब संग्राम । जीते सो जाके संग राम ॥ 
( & ) भारत-भरत-भारती सेव \ शिक्षा मानो दानव-देव ! 
( ४ ) तात्र दिखाना, नाम कमाना, मानवताका ध्येय 


पश्चिमबाहे इसे मानते, पूरववाळे हेय \ 


(१ 
सादा जीवन उच्च विचार 
(2 AN १७७३ LF [es _ था 
गांधीजीकी प्रत्येक चेष्टासे यह तथ्य प्रदर्शित होता था । 
उनके विचार-आचारमे समता थी । वे सफेदपोश बगुले नहीं, 
हंस थे । सरलता स्थायी रखनेके लिये वे समय मिळनेपर 
ब॒ञ्चोंके साथ खेलते थे । 
वक्तता 


य 


वे घंटों व्याख्यान नहीं देते थे जिस तथ्यको वे अनुभव 


“कर लेते; वही अपने मुखसे कहते थे | उनका कहना था-- 


बिना आप अनुभव किये कोई वक्ता अपना प्रभाव श्रोतापर 
नहीं डाल सकता । 


IY 








गोरक्षा 
“इसके जो आज बहुप्रचलित अर्थ ल्यि जाते हैं, उनसे 
अधिक व्यापक अर्थोमि मेरा विश्वास है |? 
दिन पाँच जिंदर्गके अच्छी तरहसे जी लो \ 
तन परवरिशके खातिर पशु-पशषीक्रा न जी लो ॥ 
राष्ट्रसम्पत्ति 
उनके सम्मान मै जगह-जगह जो पैसा प्राप्त होता था, 
उसे वे अपने व्ययमें न लेकर सब-का-सब तत्स्थानीय कांग्रेस- 
कार्यालयमै दे देते थे । दक्षिण अफ्रिकामै जो धन उन्हे 
मिला था, उसमेंसे सोनेका हार कस्तूरवाने रख लिया था | 
बापूने बा? को समझाकर वहाँकी कार्यकारिणी-समितिमें 
उसे भी जमा करा दिया था । 


विश्वशान्ति 

चे अखिल विश्वके यावत्‌ मनुष्योंसे 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌? 
का नाता निबाहते थे । विना देश, वर्ण आदि भेद-उपभेदके 
द्वितीय विश्वव्यापी युद्धको बंद करनेके लिये उन्होंने इंगलैंड 
और जर्मनीके नेताओंको सत्परामर्श दिया था । सन्‌ १९४७ 
में उन्हें विश्वशान्तिके दूत सिद्ध होनेपर नोबुल पुरस्कार 
प्रदान किये जानेकी बात थी; किंतु उनके असामयिक 
अवसानसे वह किसी औरको दिया गया । 

जीवनके प्रत्येक क्षेत्रके लिये उपयोगी उनके अनुभव-सिद्ध 
अमूल्य उपदेश पाठकोंको उनकी आत्मकथा और नवजीवन- 
पत्रकी पुरानी फाइलोसे तथा उनके द्वारा रचित ग्रन्थोसे 
प्राप्त होंगे ! ४ 


IOI 


धूलमें हीरा 


मेरी मेकल्योड वेथ्यून एक गरीब हवूखीकी लड़की थी। उसने बड़ी कठिनाई झेलकर शिक्षा प्राप्त की । 
तदनन्तर उसने गाँवमे पाँच बाळकोकी एक पाठशाला खोली । आज उसकी-क्रोरीडामे नीग्रो लोगांका 
कालेज, पाठशालाएँ, प्रोह-शिक्षण, चिकित्सालय आदि बहुत-सी संस्थाएँ सफलतापूर्वक चल रही हैं) 
जिनकी कीमत पचास लाख समझी जाती है । वह अमेरिकाके प्रेसिडंटकी सलाहकार भी रही थी। गत 
सन्‌ १९५५ मे उसका देहावसान हुआ । उसने अपने एक प्रवचनमें कहा था- 


“अपने धनका उपयोग मानव-आत्माकी उन्नतिके लिये करो। कौन जानता है कि धूलमें कोई हीरा 


पड़ा है या नहीं ?” “मानवता? 


_ काक 


<. RU 
६४४ * मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका * 


~ 








श्रीरामचारितमानसमें मानवकी भोजन-विधि 


(लेखक वैय पण्डित श्रीमेरवानन्दजी शमी “व्यापक' रामायणी ) 


~ न 
भगवती श्रुतिका उपदेश है--अन्नाद्वे प्रजाः प्रजायन्ते । 
याः काश्च एृथिवी<श्रिताः । अथो अन्नेनैव जीवन्ति । 
( तै० उ० 3०, अनु० २, मं० १) 


अर्थात्‌ इस प्रथ्वीलोकके आश्रयसे स्थित जितने भी 
प्राणी हैं, वे सब अन्नके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और अन्नके 
द्वारा ही जीवन-धारण करते हैं | भाव यह है कि बिना अन्न 
खाये ( भोजन किये बिना ) कोई भी प्राणी जी नहीं सकता | 
कषुत्पिपासा प्राणके धम हैं । स्थूलशरीरका पञ्चभूतोसे निर्माण 

होता है- “तत्र पाञ्जभौतिको देह; ।? 
( सांख्यदशंन ३ । ७५ ) 


यथा-- 
छिति जर पावक गगन समीरा! 
पंच रचित अति अधम स्रीरा॥ 


उत्क्षेपण, अपक्षेपणः आङुञ्चनश प्रसारण और गमनादि 
पञ्च कमाँद्वारा पञ्च कर्मेन्द्रियांका तथा श्रवण, दर्शन, स्पर्श, रसन 
और गन्धादि-ग्रहणरूप पञ्चकमौद्वारा जञानेन्द्रियोंका दिन-रात 
शक्तिक्षय हुआ करता है। क्षुधा-पिपासाद्वारा इस शक्तिक्षयका 
परिज्ञान होनेपर भोजनसे ही उस क्षतिकी पूर्ति और बरू बीर्य- 
का बर्धन तथा संग्रह हुआ करता है । अर्थात्‌ इस स्थूलशरीर- 
यन्त्रका परिपोषण ओर वर्धन भोजनसे ही होता है । भोजन 
किये बिना यह शरीर-यन्त्र चल नहीं सकता | 
बैसे तो-- 
भय निद्रा मैथुन अहार सबके समान जग जाये) 
( विनयप० ) 
“वाला नियम होनेसे भोजन तो सभी प्राणी करते 
हैं, किंतु मानव सभी जीवधारियोसे उत्कृष्ट प्राणी होनेके 
कारणं भोजन-विज्ञानमै सबसे आगे बढ़ा हुआ है | मानव- 
धमशास्त्र तथा चिकित्सा-शास्रमे भोजन-विज्ञानपर जो 
विवेचन किया गया है, वह इतने विस्तारसे है कि उसके ल्यि 
एक स्वतन्त्र विशेषाङ्कको सामग्री ही स्यात्‌ अलम्‌ हो सके | 
किंतु न तो यहाँ इतना समय है और न इसकी उतनी 
आवश्यकता ही है। यहाँ तो श्रीरामचरितमानसमें वर्णित 
भोजन-विधिपर ही संक्षेपसे दो चार बातें कहनी हैं। 


भोजनके सम्बन्धर्म सबसे मुख्य बात तो यह है कि वह 


अन्नदोष और दृष्टिदोषसे रहित होकर पवित्र तथा सात्विक 
एवं सुस्वाद एवं लघु-पाच्य होना चाहिये । 
चित्तुद्धिके ल्यि स्मृतिकारोने दूषित अन्नका सर्वथा 
त्याग करनेका आदेश दिया है | यथा-- 
अन्नदोषेण चित्तस्य कालुष्यं सर्वदा भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अन्नके दूष्रित होनेसे सदा ही चित्त अशुद्ध 
रहता है । ( पाराशर० ) अतः अन्नक्री भलीमाँति परीक्षा 
किये विना उसे कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये | यथा--- 
“तस्य प्रतिग्रहं कुर्याज्ञापरीक्ष्य कथंचन’ ( परा० ) परीक्षा 
करते समय निम्नकथित लोगोंका अन्न नहीं खाना चाहिये--- 
राजान्नं तेज आदत्ते झूद्वान्नं ब्रह्मवर्चसम । 
आयुर्हि खर्णकारान्ने यशइचर्मविकर्तिनः ॥ 
कारुकान्न प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च। 
गणान्नं राणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति ॥ 
पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम्‌ । 
विष्टा वार्धुषिकस्यान्नं शस्त्रविक्रयिणो मळम्‌ ॥ 
( मनु० अ० ४ इलोक २१८-२२० ) 
अर्थात्‌ राजाका अन्न प्रभावक्रो+ शूद्रका अन्न ब्रह्मतेजको, 
खुनारका अन्न आयुको और चमारका अन्न याको क्षीण 
करता है । शिल्पकारका अन्न संतानको तथा धोबीका अन्न 
बलको नष्ट करता है | संघ ( समूह ) तथा वेश्याका अन्न 
मनुष्यको शुभ लोकोंसे दूर कर देता है | चिकित्सक ( डाक्टर 
या वद्य ) का अन्न पीब ( राध ) के समान, कुलटाका वीर्यके 
समान) सूद ( ब्याज )-खोरका अन्न विष्ठाके समान तथा 
शस्र बेचनेवालेका अन्न मलके समान है । अतः इन सभीके 
EE नहीं खाना 5 । इसके अलावा उन्मत्त, क्रोधी, 
हुआ तथा र केरा हों औ 
पेरोसे स्पर्श हो चुका हो, ऐसा तशी फनी 
हा खाना 


प जाना चाहिये | गायका सुँघा 
हुआ, चंदेद्वारा प्राप्त विद्वान्‌ पुरुषोद्रारा निन्दित और 
चोर, गायक) बढुई, यज्ञमें दीक्षित, कैदी, लोक निन्द, 
नयुसक) व्यभिचारिणी, पाखण्डी-इनका अन्न भी नहीं 


% श्रीरामचरितमानसमे मानवकी भोजन-विधि ॐ 


rr ——— 








22५ ---->->>>:-"४7ाा 


६४५ 











खाना चाहिये । शूद्रका जटा” जन्म-मरणके आशौच 
( दस दिनके भीतर ) का अन्न, बिना आदरके 
दिया हुआ, देवताके निमित्त चढ़ाया हुआ, वन्ब्या- 
स्त्री) शत्रु अथवा ग्रामाधीश ( सरपंच या ग्रामसेवक आदि ) 
का एवं जिसपर किसीने छीक दिया हो, चुगलखोर, असत्यवादी 
यज्ञफल बेचनेवाले, नट, दर्जी तथा कृतष्नका अन्न भी नहीं 
खाना चाहिये। लोहार, बहदेल्यि, नाटक खेळनेवाले, वंश कोढी) 
कुत्ता पालनेवाले) कलाल ( शराव-अफीम बेचनेवाछे ) एवं जार- 
स्जीका अन्न, प्रेतान्न तथा जिस अन्नसे मन अप्रसन्न हो ऐसा 
अन्न कदापि नहीं खाना चाहिये (मनु० अ० ४ इले ० २०७- 
२१७) | इसके अलावा मद्यःमांस-मिश्रित और तामसी तथा 
बासी अन्न एवं लहसुन) प्याज, शलगम) गाजर) बैंगन आदिको 
तोशास्रोमै द्विजमात्रके लिये सर्वथा अभक्ष्य बतलाया गया है। 
इसके सिवा श्राद्धान्न तथा नवग्रह ( शनि) राहु, केतु ) आदिः 
की शान्तिके निमित्त दिये हुए अन्न-दानका भी जहॉतक हो 
सके, ग्रहण नहीं करना चाहिये । विशेषकर द्विजांको तो 
इसका ध्यान रखना ही चाहिये | यथा-- 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ । 
आलस्यादन्नदोषाञ्च सृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥ 
(मनु० ५ । ४ ) 


अर्थात्‌ वेदोंका अभ्यास न करनेसे, आचारका परित्याग 
कर देनेसे, आलस्यसे और अन्न-दोष ( दुशन्न-मक्षण ) 
से विप्रोंको मृत्यु खा जाती है। यानी वे अल्पायु प्रात 
करते हैं | अस्तु, 

अन्नपरीक्षा करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिये 
कि हमारा भक्ष्यान्न गोमय आदि पवित्र खादद्वारा उत्पन्न 
किया हुआ हो, न कि हड्डी) रक्त एवं विष्ठादिकी खाद 
द्वारा ( जैसा कि आजकल अधिकांश अधिक अन्न 
उपजानेके लोमसे उत्पन्न किया जाता है ) । उपर्युक्त प्रकारसे 
परीक्षा करनेके उपरान्त न्यायोपार्जित द्रव्यद्वारा णहीत अन्नः 
को पवित्र स्थान एवं पवित्र पात्रादिम स्वयं या अपने समान 
वर्ण, खमाववाले व्यक्तिद्वारा एकान्तमे शुद्धतापूर्वक बनाकर 
पञ्च-महायज्ञके बाद गौ एवं कुत्ते) चींटी आदिको यथाशक्ति 
उसगेसे कुछ हिस्सा डालकर अपने इश्देव ( भगवान्‌) को 
भोग लगाकर सर्वप्रथम बालक) रोगी एवं वृद्धजनोको 
भोजन कराना चाहिये | फिर इच्छानुसार पूर्व) पश्चिम या 
उत्तर-दक्षिणकी ओर मुख करके बैठना चाहिये। मनुजी 
कहते दैँ- 


आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः । 
शरियं प्रत्यङ्सुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते द्युदडसुखः ॥ 
( मनु० २। ५२ ) 
पपूर्वकी ओर मुँह करके भोजन करनेसे आयु, दक्षिण 
मुख करके भोजन करनेसे यश, उत्तरमुख होकर करनेसे 
स्वर्गादि-भोग एवं पश्चिम मुख करके भोजन करनेसे 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है. । 
रामचरितमानसम श्रीराघवेन्द्र सरकारकी बारातके भोजन 
करनेके समय सम्पूर्ण गाख्नोक्तविधिका पालन करवाया 
गया है | यथा-- 
सादर सज के पायें पखर | जथाजोगु पीढ़नु बैठारे ॥ 
अर्थात्‌ सबके आदरपूर्वक चरण धोकर यथायोग्य पीढ़ों 
(चौकी आदि ) आसनोंपर बैठाया । मनुजीने कहा है-- 
आद्वपादस्तु मुज्जीत' ०१०१५८०१९० ४०००१४९ | 
आद्रंपादस्तु भुभ्षानो दौघंमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ 
(४। ७६ ) 
अर्थात्‌ गीले पॉव ( पैर धोकर ) भोजन करना चाहिये । 
गीले पॉव भोजन करनेसे दीर्घायुकी प्राप्ति होती है । इसके 
उपरान्त-- 
आसन उचित सबहि नृप दोन्दे \ बोफि सुप्कारी सब हीन्हे॥ 
सादर ठगे पणन पनवारे \ कनक कोर मनि पान सँवारे ॥ 
सुपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत । 
न महँ सब कें परसि गे चतुर सुआर विनीत ॥ 
( रामचरित्‌० बाल० ३२८ ) 
हरी-हरी पत्तळोंमे भोजन करनेसे मन प्रसन्न होता है) 
पवित्रता बनी रहती है । बल) पुष्टि तथा नेत्र-ज्योति बढ़ती है 
( मावप्र० खं० १ | १३७ ) । सबसे पहले दाल-भात और 
गायका घृत भोजनके लिये परोसा गया । भाव:प्रकाशमें 
( भोजन-बिधिमै ) आया है कि प्रथम माङ्गलिक वस्तुओं, 
ब्राह्मण) गौ, अभि; माला; घृतादिका दर्शन करके सर्वप्रथम 
मधुर रसका भक्षण करना चाहिये । यथा-- 
काइयादिवासिनः प्रथमं सब्यञ्जनां घृतपूर्वा रोदिकां 


झुञ्जते, ततो मदु ससूपाद्योदनं भुञ्जते । 
( १।१३६) 


_ 0 0 आनक 
१. भोजन-विधिका विष्णुपुराण) अंश २,अध्याय ११-१२में तथा 


कल्याण, वर्ष ११, अङ्क ९मैं संक्षेपरूपसे बडा सुन्दर विवेचन किया 
गया है । 





६४६ 








अर्थात्‌ काशी आदिके निवासी इस बिषयमै बड़े चतुर हैं । वे 
प्रथम शाकादिके साथ घृतयुक्त रोटी खाते हैं । पश्चात्‌ दाल- 
के साथ कोमल भात ( चावल ) खाते हैं | कारण कि इससे 
सुन्दर तथा स्वादिष्ट भोजन शायद ही दूसरा मिल सकता 
हो । दूसरी बात यहाँ यह भी है कि समधियोंको सर्वप्रथम 
ऐसा भोजन ही कराना चाहिये जो मिलाकर खाया जा सके । 
दाल-चावल्को छोड़कर पूरी-मिठाई आदि सभी तोड़-तोड़कर 
खायी जाती हैं | इसके बाद-- 

पंच कवळ करि जेत्रन छागे॥ 

( प्राणाय स्वाहा ) आदि बोलकर पञ्च-ग्रास करके भोजन 
करने लगे । वेदोंमें पञ्च कवछका महत्त्व निम्न प्रकारसे कथन 
किया गया है | यथा-- 

तद्यदभक्त प्रथममागच्छेत्तद्वोमीय<स यां प्रथमाहुति 
जुहुयात्तां जुहुयात्‌ प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥ 
प्राणे ठृप्यति चक्षुस्तृप्यति चक्षुषि तृप्यत्या दित्यस्तृप्यत्यादित्ये 
तृप्यति द्योस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां यत्किच द्योइचादित्यश्ा- 
घितिष्ठतस्तत्तप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पश्ुसिरवाद्यन 
तेजसा ब्रह्मवचंसेनेति ॥ 








( छान्दोग्य, ५। १९ । १-२ ) 
अर्थात्‌ जो अन्न पहले आये; उसका हवन करना 
चाहिये । उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे, उसे 
“प्राणाय स्वाहा? यों कहकर दे । यों कहनेसे प्राण तृप्त 
होता है । प्राणके तृप्त होनेपर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होती है । 
नेत्रेन्द्रियके वृत्त होनेपर सूर्य तृप्त होता है । सूर्यके तृप्त होने- 
पर शुलोक तृप्त होता दै तथा द्युलोकके तृप्त होनेपर जिस 
किसीपर शुलोक और आदित्य अधिष्ठित हैं, वह तृप्त होता 
है और उसकी तृप्ति होनेपर स्वयं भोक्ता प्रजा, पद) अन्ना, 
तेज और त्रहातेजके द्वारा तृप्त होता है । इसी प्रकार 'ब्यानाय 
स्वाहा! कहकर दूसरी आहुतिसे व्यान; फिर क्रमशः श्रोत्र, 
चन्द्रमा, दिशा. और जिस किसीपर चन्द्रमा और दिशाएँ 
अधिष्ठित हैं, वह वृत्त होता है | उससे भोक्ता प्रजा, पशु, 
अन्नांद्यःतेज और ब्रह्मतेजसे तृप्त होता है। (खण्ड २०)फिर जो 
“अपानाय स्वाहा? कहकर तीसरी आहुति दी जाती है, उससे 
अपान तृप्त होता है । फिर क्रमशः वाक, अग्नि, प्रथिवी; किर 
जिस किसीपर प्रथिवी और अग्नि अधिष्ठित हैं, वह तृप्त 
होता है । उससे भोक्ताको प्रजा, पशु, अन्नाद्य, ब्रह्मतेज- 
की ग्राप्तिहोती है । फिर जो चौथी आहुति 'समानाय स्वाहा“ 


० es 
% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 


कहकर दी जाती है; उससे समान तृप्त होता है; फिर क्रमशः 
न] भौ किसीपर विद्युत्‌ और पर्जन्य 
मन, पर्जन्य विद्युत्‌ ओर जिस किसीपर विद्युत्‌ ओर पञ 
अधिष्ठित हैं, वह तृप्त होता है | उससे भोक्ता प्रजा, पशु, 
अन्नाद्य तेज एवं ब्रह्मतेजसे तृप्त होता है । ( खण्ड २२) 
फिर जो पॉचवीं आहुति “उदानाय स्वाहा? कहकर दी जाती 


है, उससे उदान तृप्त होता है | फिर क्रमशः त्वचा, वायु) 7 


आकाश ओर जिस किसीपर वायु और आकाश अधिष्ठित हैं 
वह तृप्त होता है | उससे भोक्ता प्रजा, पशु तथा अन्नाद्य ब्रह्म- 
तेजसे तुस होता है । ( खण्ड २३ ) भाव यह है कि इस 
प्रकार पञ्च-कबल करके भोजन करनेसे समस्त लोक; समस्त 
भूत एवं सम्पूर्ण आत्माओंकी तृप्ति हो जाती है, जिससे समस्त 
पापोंका क्षय हो जाता है । इसके उपरान्त-- 





पर्सन लगे सुआर सुजाना । बिंजन बिविध नाम को जाना ॥ 
चारि भाँति भोजन बिधि गाई । एक एक बिधि बरनि न जाई ॥ 
छ रस रुचिर बिंजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाती! 

भोजन शास्रमै चर्व्य, चोष्य) पेय और लेह्य--चार प्रकार- 


Pa 


के भोजनका विवरण मिळता है । व्यज्ञनोंकी तो गणना ही <- 


नहीं की जा सकती । छः प्रकारके ( मधुर, अम्ल, लवण; 
कडु कषाय और तिक्त ) रसोंके भेद कहे गये हैं । भोजनके 
पदार्थोका इस प्रकारसे सम्पूर्ण वर्णन करके भी उनका एथक- 
धथक नाम-निर्देश न करके अन्थकारने बडी मर्यादा-रक्षा की है। 
बहुत-से पदार्थ भोजनके ऐसे भी होते हैं कि जिनका नाम 
लेने एवं ध्यान-मात्रसे सुमे पानी भर आता है; अतः उनका 
नाम न लेकर खाना ही उचित है । अस्तु, पेटके दो भाग 
अन्नसे और एक भाग जलसे भरकर चौथा भाग वायुके 
चलने-फिरनेके लिये खाली छोड़ देना चाहिये तथा भोजन 
धीरे-धीरे खूब चबा-चबाकर तथा एकाग्र एवं प्रसन्नचित्तसे; 
मौन होकर करना चाहिये । इसके बाद 
आदर सहित आचमन दीन्हा । 

देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज । 

जनतासेहि गवने झदित सकर भूप सिरताज ॥ 

अर्थात्‌ आदरपूर्वक आचमन करना चाहिये | तीन चुस्ळू 
पानी तो पेटमै जाना ही चाहिये । फिर आचमनके बाद 


देर विश्राम करना चाहिये | यथा-- 
रिय संग खुबंस मनि करि भोजन बिश्राम ॥ 


>< 


जर 


ऱ्ह 


र 


स्का 


# मानवताके आदश + 





और “दृष्टिदोष? दूर करनेके लिये निम्न इलोकोका 
उच्चारण करते हुए बायें हाथको तीन वार पेटपर फिराना 
चाहिये । यथा-- 
अगस्तिरश्िर्बडवानळश्च शुक्तं ममान्नं जरयन्त्वशेषम्‌। 
सुखं च मे तत्परिणामसम्भवं यच्छन्त्वरोगं मम चास्तु देहम्‌ ॥ 


| ( भाव० £ | १७४ ) 
अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णुर्भोक्ता देवो महेइवरः । 


इति संचित्य भुञ्जानं इष्टिदोषो न बाधते ॥ 
( भाव० खं १ । १२९ ) 


अञ्जनीगर्भसम्भूतं कुमारं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
दृष्टिदोषविनाशाय हनुमन्तं स्मराम्यहम्‌ ॥ 
( १३०) 





पशु-पश्षी तो प्रकृतिद्वारा प्राक्त एवं अमानुषिक्र 
आहार अज्ञानतापूर्वक सब समय करते ही रहते हैं; दानवों 
( राक्षसों ) के विषयमें कुछ कहना ही नहीं है; अतः मानव 
( मनुष्य ) के ल्यि ही भोजन-विधान किया गया है, वैसे 
भोजन तो सभी प्राणियोंकों करना ही पड़ता है; पर क्या 
खाना चाहिये और कब खाना चाहिये, खानेके ल्यि जीना 
चाहिये या जीनेके लिये खाना चाहियें--इसका ज्ञान हरेक 
मनुष्यको नहीं होता । अतः उनके लिये उपर्युक्त “मानवः 


भोजन-विधिःका संक्षेपमें विवेचन किया गया है । आशा है 





पाठकोंको इससे मानवताकी प्रासिमें कुछ सहायता प्राप्त 
हो सकेगी । 


= 


मानवताके आदशं 


( रचयिता- पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम? ) 


(१) 


अमल धर्मका अनुदिन अर्जन मानवता हे, 


सदा बुरे कमांका वजन मानवता 
२ ०९०७ 
औराँके हित सुखका सर्जन मानवता 


| 
> 
Kf) 


पर-त्राण-हित प्राण-विसरजन मानवता हे॥ 
~ ~ ~ >. > 
देना ही देवत्व है? दानवता हे अपहरण। 
दे करके खाना खयं मानवता मङ्गळ-करण ॥ 


(२) 


यदि न हृदयमे रहे धर्मका भाव निरन्तर” 
तो मानवमें, पशुओमें होगा क्या अन्तर £ 
मानव-जीवन ! एक सुनहरा-सा दै मौका 
भव-सागरखे पार उतरनेको दै नोका ॥ 
इस चोराहेसे जहाँ जाये जिसकी चाह ह। 


< 


नरक, स्वर्ग? अपवर्गको गयी यहींसे राह है॥ 


(३) 


कुत्सित पथपर जो न कभी है पाँच बढ़ाता 
पर-नारीको सदा समझता है जो माता। 
समराङ्गणमै जो न शत्रुको पीठ दिखाता: 
प्राण गँवाता, किंतु कभी जो प्रण न गँवाता ॥ 
अपनाता न अधर्मको जो कदापि है भूलसे। 
वह मानव, जिसके लिये परके धन हैं घूलसे॥ 


(४) 
शरणागतकी रक्षाका उत्तम व्रत लेकर” 
“शिबि नरेश? तुल गये तुलापर निजको देकर । 
गोरक्षाका प्रन ? सिंह भूखा था दर्पित, 
“नुप दिलीप' ने किया आप अपनेको अपिंत ॥ 
बिके सत्यके हेतु थे "हरिश्चन्द्र घर डोमके। 
जगमग जिनके सुयशसे अन्तःपट है व्योमके ॥ 


(५) 


माताकी कया बात कहे यदि कभी विमाताः 
श्रेष्ठ मनुज निज राजपाट तज वनको जाता। 
यदि छोटेके लिये बड़ा है त्याग दिखाता” 
तो छोटा भी चरणपादुका शीश चढ़ाता ॥ 
स्वार्थ और अभिमान तज करता पर उपकार है। 
उस आदर्श मनुष्यसे धन्य सदा संसार है॥ 


नाटक 


६४८ % मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका १ 








नवधा प्रगति ! 


धर्मकी व्याख्या है- “जिससे लोकमें अभ्युदय हो और अन्तमें नि :श्रेयसकी प्राति हो---भगवान्‌का साक्षात्कार 
हो जाय--वह धर्म है |? लौकिक अम्युदयका अर्थ केवल धनैश्वयेकी वृद्धि नहीं है, चारित्रिक, बौद्धिक--सब 
प्रकारकी उन्नति हो । उन्नतिको ही आजकल “प्रगति? कहते हैं और सभी देश, सभी समाज, सभी व्यक्ति इस ~ 
प्रगतिके लिये पागल है | सर्वत्र ही प्रगतिके लिये नयी-नयी योजनाएँ बन रही हैं और तदनुसार चेष्टाएँ हो 
रही हैं । हमारे भारतमें भी “प्रगति? का आजकल बड़ा प्रभाव है | यहाँ भी “प्रगति? का प्रारम्भ हुआ | एक बडी 
लम्बी-चौडी प्रगतिकी कालीन बनी और सोचा गया कि यह समस्त देशमें फैला दी जायगी तो इसपर बैठकर 
समस्त देशवासी सब प्रकारसे सुखी हो जायँगे । पर प्रगतिका मानस-खरूप उपर्युक्त “अभ्युदयःसे बदल गया । 
जो अभ्युदय निःश्रेयसके साथ चलता है- जहाँ अर्थ और काम धर्मके द्वारा नियन्त्रित होते है तथा जिनका फल 
मोक्ष होता है--वहीं “अभ्युदय? यथार्थ अभ्युदय होता है, वही छोक-परलोककी सच्ची सिद्धि होती है । नि:श्रेय- 
सको---भगवत-प्रापिकी बातको सर्वथा भुलाकर केवल “अभ्युदय” की बात रह गयी । बस, प्रगति हो--धर्मको हटा- 
कर, ईश्वरको भुलाकर । परिणाम यह हुआ कि उस “प्रगति? की लम्बी-चौड़ी कालीनमेंसे 'एक विकराल दानव? उत्पन्न 
हो गया । उसके हाथमें है--नो तीक्ष्णयार नोकोंवाला भीषण दाव और उसने “प्रगति पर आरम्भसे ही अपना. 
अधिकार जमा लिया है और अपने नौ धारदार नोकोंसे सबपर अत्यन्त धोर आक्रमण कर रहा है। वे तीखे नोक हैं... 
१. नास्तिकता ( कोई ईश्वर, धर्म, शाख्रको मत मानो ) । 
२. अधार्मिकता (धर्मका नाम भी मत छो--धर्म ही पाप है, यह समझो )। 
३. अरथलोछुपता ( चोरी, डकैती, ठगी, हिंसा--जिस-किसी प्रकारसे भी पैसा आये, न्याय-अन्याय कोई 
चीज नहीं )। छ 
४. अपिकारलिप्सा ( मिथ्याभाषण, मिथ्या आश्वासन) ठगी, बलात्कार, धोखा, वैर, देशका सत्यानाश, 
मानवका अहित कुछ भी करना पडे--अधिकार मिलना चाहिये ) । 
७. सुरा ( शराबका उपयोग खूब हो, जिससे तामसिक मस्ती छायी रहे और विवेकका प्रादुर्भाव न हो ) । 
६. अनाचार कः चोरी तथा चोरोंकी प्रतिष्ठा-यूजा हो, दुराचार तथा दुराचारियोंका आदर हो, आचारके 
विरोधी कार्य किये जायँ- खान-पानमें, रहन-सहनमें, व्यवहार-बर्तावमें--सर्वत्र आचारका नाश किया जाय ) | 
७. श्रष्टाचार ( रिश्वत, चोरबाजारी, धोखादेही खूब चले---उसमेंसे अधर्मका बहम निकळ जाय | बक्सर 
खाभाविक हो जाय )। 
८. व्यभिचार ( निता किसी बाधाके मनुष्य पद्मुवत्‌ यौन व्यवहार करे ) | 
९: प्रमाद ( अक्ततेब्य करे, कर्तव्यका त्याग करे । व्यर्थचर्चा, आलस्य, फिजूल-खर्ची, स्तर ॐच 
` उठानेके नामपर विळासिताका सेवन, माता-पिता-गुरुकी अवज्ञा, सिनेमाका प्रचार, दलबंदी न 
प्रयत्न, धर्म तथा अध्यासके एवं देशमक्तिके नामपर नीच खार्थ-साधन-_ये तथा 7 दलबदो) एक दूसरेको गिरानेका 
1 ऐसे ही अनेकों प्रमाद-कार्य ! )। 


El 




































































| ण ५ 


॥। 
५ 
| (४ 


साधु-संत और 
भले नर-नारियोंकी दुद 
दशा 


2 


KL 








% मानवताके अन्वेषी तॉल्स्तोय और गांधी * ६४९, 








न्यायाच्या 








मानवताके अन्वेषी तॉल्स्तोय ओर गांधी 


( लेखक--पं० श्रीवालमुकुन्दजी मिश्र ) 


बौद्धिक ओजसे भरपूर, शारीरिक दृष्टिसे अपने सम- 
कालीनॉमें स्वस्थ) वंश और प्रतिभाके कारण अत्यन्त प्रतिष्ठित, 
एक बड़ी जर्मीदारीके स्वामी, आर्थिक चिन्ताओंसे मुक्त, रूसी 
भाषाके महान्‌ लेखक और विश्व-साहित्यके प्रतिष्ठित यश- 
स्वियोगेसे एक लेव निकोलायेविच्‌ तॉल्स्तलोयका बाह्य-जीवन 
समृद्धिमय था) पर उन्हें छगा-- 

जीवनकी धारा रुक गयी दै 

जीवन अन्धकारसे घिरा दिखायी देने लगा; खयं-जनित 
निराशासे वे भयभीत हो चले; वाह्य-जीवनसे उन्हें ग्लानि हो 
गयी; और बे यहॉतक आतङ्कित हो उठे कि “अन्ना कैरेनिना?के 
छेविन ( पात्र ) के रूपमै अपनी मनोदशाका चित्रण करते हुए 
तॉल्स्तोयने लिखा है--- 

प्रत्येक प्राणीके ल्यि ओर स्वयं उसके लिये भी जीवन- 
भे पीड्नके, मृत्यु और निरन्तर क्षयके अतिरिक्त , और कुछ 

नहीं है; इसीलियि उसने निश्चय कर लिया था कि इस भाँति 

बह जीवित नहीं रह सकता | या तो जीवनका कोई अर्थ 
उसे जाननेकी मिलना चाहिये) नहीं तो, फिर वह अपनेको 
गोली मार लेगा ।? 

इस आन्तरिक संघर्षने उन्हे द्रा” चिन्तक, जीवन-तख- 
के सत्यका अन्वेषी बननेको पुनः विवश किया । तॉल्स्तोयके 
ख-लिखित कागजोमें एक “अज्ञात-प्रश्नावलिः इस 
प्रकारसे है-- 

१. मैं क्‍यों जी रहा हूँ १ 

२. मेरे और अन्य सब लोगाके अस्तित्वका कारण 
क्या है! 

३. मेरै अस्तित्व और दूसरे सारे अस्तित्वोंका प्रयोजन 
क्या है. १ 

५, अपने अन्तर्मे अच्छाई-बुराईका जो विभाजन में 
अनुभव करता हूँ? इसका अर्थक्या है और ऐसा क्यों होता दै? 

५. मुझे केसे जीना चाहिये ! 
६. मृत्यु क्या दै--उससे मैं अपनेको केसे बचा 
सकता हुँ ! र : 

जॉ» आऔ० €= 


तॉल्स्तोयने जीवनके आगामी तीस वर्ष इसी सत्यको 
पहचानने और जाननेमें बिताये कि वे स्वयं ओर यह सारी 
दुनिया व्यवस्थित ढंगसे कैसे जी सकती है । 

तॉल्स्तोयने जीवनके सत्य-अर्थका अन्वेषण प्रारम्म 
किया--जिसका दर्शन हल्के रूपमे हम उनके ( एव 910 
००९) (युद्ध और शान्ति) उपन्यासमे देखते हैं। जीवनके 
अर्थकी ठीक व्याख्या जाननेके लिये वे दर्शनकी ओर झुके । 
शॉपेनहार। प्ठेयो, कांट और पास्कलके दर्शनअन्थोँसे 
उन्हे अपने प्रश्नों सही उत्तर न मिला । विज्ञान भी उनके 
मनकी समस्याका समुचित समाधान न कर सका | दर्शन 
और विज्ञानकी सिद्धान्त-धाराओँकों प्रत्यक्ष जीवनसे बहुत 
परे दूर बहते पाया | वे इस बातको जान लेना चाहते थे 

“पार्थिव दृष्टिते, कार्यकारणक्री दृष्टिसे तथा देशक्ालकी 
दृष्टिसे मेरे जीवनका क्या अर्थ है !” 


वे धर्मकी ओर मुडे; शानकी बातोंसे उन्हे निराशा हाथ 
लगी थी) धर्मश्रद्धाकी खोजमें वे लीन रहने लगे | वे शान्ति- 
मय जीवन चाहते थे-- 

झैं अपनी ही नास्तिकता ( निहिलिज्म ) से अपनेको 
बचाना चाहता हूँ ।? 

महान्‌ रूसी लेखक तुर्गनेवने २१ जुलाई सन्‌ १८८३ को 
५० वर्षीय मित्र तॉल्स्तोयके नाम “याखाया पोल्याना?मे 
एक पत्र भेजा-- 


ध्यह एक मरण-दाव्यापर पड़े हुए प्राणोकी अन्तिम और 
हार्दिक विनती है--साहित्यमें लौट आओ । वही तुम्हारी 
सच्ची देन है! ओ रूसी भूमिके महान्‌ कवि! मेरी 
विनती सुनो ।' 

इन दिनों तॉल्स्तोयकी परिपक्व सर्जक प्रतिभा निर्णायक 
कार्यस हटकर धार्मिक चिन्तनमे ल्य हुई जा रही थी | उन- 
की टेबलपर आध्यात्मिक ग्रन्थो और बाइबलके सिवा ओर 
कुछ अध्ययनके लिये नहीं रखा रहा करता था । धर्मके गहरे 
अध्ययनसे उनमें भावना जाग्रत्‌ हुई--बाइवलके धर्म 
(७०५) की रहस्यवादके रूपमै नहीं? अपितु जीवनः 
दर्शनके रूपमै सत्यकी शिक्षा सर्वसाधारणको ढीजाय) ` 


६५० 


% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 








सत्यके शोधक ताल्स्तोय अब सत्य-निवेदक बन गये । 
उनकी व्यक्तिगत निराशाने एक आधिकारिक सिद्धान्त रूप 
ले लिया । एक नवीन समाज-शास्त्रका निर्माण हो चछा-- 
“हमें ( मानव-समाजको ) इस प्रकार जीना चाहिये ।? सत्यके 
महान्‌ रूसी अन्वेषक एबं पुजारी तॉल्स्तोयने नवजीवनका 
संदेश देते हुए संसारवासियोसे कहा | 


केवल पैसे द्वारा ही दुखी प्राणियोमे परिवर्तन लाना 
पर्याप्त नहीं दै । 


हमारे बीच, खामी और दासके मध्य एक मिथ्या शिक्षा- 
की रेखा सदासे खिंची रही है; और इसके पूर्व कि हम 
गरीबोंके उद्धारके लिये कुछ कर सके) हमें उस लक्ष्मण-रेखाको 
तोड़ देना होगा । में इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि हमारा 
घन ही सवसाधारण मनुष्योंके पीड़नका कारण है । 


विश्व-साहित्यके श्रेष्ठ साहित्यकार स्टीफेन ज्वीगके 
कथनानुसार---तॉल्स्तोयकी जन्मभूमिके वासियों ( रूसियों ) 
ने उस महान्‌ आत्माकी केवल प्रगतिशीलताको अपनाया, 
जब कि भारतकी दिव्यविभूति गांधीने उस रूसी आत्माके 
(अप्रतिकारसिद्धान्त' को अपनाकर भारतकी मुक्तिके लिये 
अहिंसक शातरोंको ग्रहण किया । 


विश्ववन्द्य गांधीजीका महान्‌ भारत आज भी तॉल्स्तोयकी 
कल्पना--विचारथाराके अनुरूप राष्ट्र-निर्माणके सं घर्षमे संलग्न 
है; अर्थात्‌ बापूकी कल्पना--इच्छाके अनुसार बाहरी आवश्यक- 
ताओंक्रो अधिकसे-अधिक कम करके शहोद्योगोंके आधारपर 
आन्तरिक और राजनीतिक खतन्त्रता ( स्वराज्य--रामराज्य ) 
की प्राप्तिके ध्येयकी पूर्तिके लिये कर्मरत है । 


लेब तॉर्स्तोय और गांधीजी--दोनों की दृष्टि; समान रूपसे, 
सत्यकी खोजके कारणे, दूरान्त प्रकारको निहार लेती थी | 
इन दोनों सत्यान्वेषियोंकी सिखावन मानवजातिको संकेत 
कर रही है कि मनुष्य पशु न बने, पहले मनुष्य बने । यही 
उनके सत्यान्वेप्रणक्रा सार है । गांधीजीका सत्यान्वेषण 
अति-भौतिकतासे पीड़ित वर्तमान विश्वको अन्धकारसे प्रकाशकी 
ओर आनेकी प्रेरणा देता दै । 

राष्ट्रपिता गांधीजी सत्यकी खोजका आरम्भ छोटी कही 
जानेवाळी घटनाओसे प्रायः आरम्भ किया करते थे । एक बार वे 
उत्कळकी यात्रा कर रहे थे) उन्होंने एक ऐसी गरीब स्नीको 
देखा) जो फटा हुआ मैला कपड़ा पहनें थी । उसका कपड़ा भी 


इतना छोटा और तंग था कि उसका आधा तन भी ठीक 
ढंगसे ढक नहीं पा रहा था । गांधीजीने उससे कहा--- 


(बहन ! तुम अपने कपड़े क्यों नहीं धोतीं १ इतना 
आलस्य तो तुम्हें नहीं करना चाहिये ।? 


सिर नवाकर उसने कहा--“आलूस्यकी बात नहीं है | 
मेरे पासइस एक कपड़ेके अतिरिक्त कोई कपड़ा ही नहीं है; 
जिसे पहनकर नहाऊँ और धोऊँ ।? 

बापूकी आँखें डबडबा आयी । उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा 
की--“जबतक देश आजाद नहीं होता और गरीबको भी 
देह ढकनेको पर्याप्त वस्र नहीं मिलता, तबतक मैं कपड़े 
नहीं पहनूँगा | लाज ढकनेके लिये मुझे ढँगोटी ही 
काफी है |! 

इस ब्रतका पालन उन्होंने आजीवन किया | इस समस्या- 
का समाधान उन्होंने इस रूपमै सिद्धान्तका प्रचार करके किया--- 
चर्खा कातना, हाथके बुने कपड़ेको प्राथमिकता और स्वदेशी 
वस्तुओका प्रचार । वे जिन बातोंको सत्य मानते और 
समझते थे, उनको निष्ठाके साथ अपनाते थे । जिन 
मान्यताओंक्रा गांधीजीकी दृष्टिम मूल्य था, उन्हें बे 
उनकी वस्तुगत सचाई, साहस और निःस्वार्थताके 
साथ, लोकमतकी निन्दा-स्तुतिके प्रति उदासीन रहकर-- 
धारण किया करते थे । 


सत्यके अन्वेषी पूज्य बापूने तात्कालिक समाजकी 
राष्ट्रिय अव्यवस्था, विषमताकी जड़को पहचान लिया था | 
सत्यको खोजके साथ उसका वे प्रचार करते थे। कुशल 
सुधारक जो थे । उनका एक वचन है-- 


“एक सुधारकका काम तो यह है कि जो हो सकनेवाला 
नहीं दीखता, उसे खुद अपने आचरणद्वारा प्रत्यक्ष 
करके दिखा दे ।? 


आचरणद्वारा उन्होंने जगत्को यह प्रत्यक्ष करके दिखा 
दिया कि सत्यके आग्रह ( सत्याग्रह ) में भौतिक विस्फोटक 
पः र्थोसे भी कहीं अधिक बलशाली शक्ति निवास करती है। 
अहिंसाद्वारा ब्रिटिश शक्तिको भी जीता जा सकता है । मशीनी 
बलसे मानवकी शक्ति कहीं बहुत अधिक और श्रेष्ठ है। 
ये सब उपलब्धियाँ उनके सत्यान्वेषणका ही परिणाम थीं । 
राष्ट्रपिता गांधी अपनी सत्यकी स्थापनाओको, दूसरोको 
अपनानेके लिये, कहनेसे पहले अपनेपर प्रयोग करके 


= १ है 


Sel 


EN 


क मानवताको शत्र-अभक्य-भक्षणे * 


oo न्न्न्न्न्न्व्य्य्य्य््य्य्य्क््््टरटनडनडञडइडडडनलनननन- न 


सत्य दिखायी देनेवाली बातोंको परखा करते थे । बापूका जीवन 
सत्यकी खोजमें बीता | इसीलिये उन्होंने अपनी आत्म-कथाका 
नाम 'सत्यके प्रयोग” रखा था । 


लेव निकोलायेविच्‌ तॉल्स्तोय और विश्ववन्ध महात्मा 





गांधी मानवताकी राहके ऐसे प्रदीप्त प्रदीप थे; जिनके 
सत्यान्वेषणके आलोकम हमारा पथ आज भी आलोकित और 
प्रशस्त द, आगे बढ़ने और विश्व-जन-हिताय राष्ट्रनिर्माण- 
कार्यं करनेकी हम प्रेरणा पा रहे हैं । 


मानवताका शत्रु अभ्य भक्षण 


( लेखक-श्रीबल्लमदासजी बिन्नानी “ब्रजेश? हिंदौ-साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


किसी विद्वानने सोलहों आने ठीक कहा है-- 
पेसा खावे अन्न वेसा होवे मन, जैसा पीवे पानी देसी होव बानी? 

इसके द्वारा यह पूर्णरूपेण सिद्ध हो जाता दै कि आज- 
का अमक्ष्य-भक्षण मानवताका कितना भयंकर शत्रु है, जो बराबर 
मानव-समाजको अपने चंशुळमें जकड़कर उसे पतनोन्सुख 
कर रहा है । आश्चर्यकी बात तो यह दै कि आजके इस 
वैज्ञानिक युगमें प्रत्यक्षरूपसे विज्ञानकी दुहाई देकर अभक्ष्य- 
भक्षण (यहाँ मेरा मतलब मछली) मांस) अंडे और सुरासे है) 
को श्रेष्ठतम करार दिया जाता है; एवं इन पदार्थोकी 
वैज्ञानिक महिमा भी इस तरहसे बखानी जाती है कि धीरे-धीरे 
जनता निरन्तर इसी ओर अग्रसर होती जा रही है । आज 
मी ळाभग ७५ प्रतिशतसे अधिक लोग मांसाहारी ही हैं। 
एवं जिस तेजीसे इनकी संख्या बढ़ रही है; उसे देखते यह 
जान पड़ता है कि आगे चलकर बहुत थोड़े लोग ही “अभक्ष्य- 
भक्षण’ से बचें । 

यह अकाट्य और धुव सत्य दै कि खान-पानका हमारे 
संस्कार) बुद्धिश मन; वचन; कर्म एवं स्वास्थ्यपर गहरा प्रभाव 
पड़ता है । जैसा हमारा भोजन होगा? वैसी ही हमारी बुद्धि 
होगी । तामसी एबं दूषित भोजन विकार ही उत्पन्न करेगा । 
इसके अतिरिक्त यह भी वैज्ञानिक खोजौके आधारपर सिद्ध 
हो चुका है कि मांसाहार करनेसे लोगोंको प्रायः वे ही रोग 
हो जाते हैं, जो उन जानवरोंमें पहलेसे थे; पर दुःख है; 
फिर भी लोग नहीं मानते । इसके अतिरिक्त तामसी एवं 
दूषित भोजन करनेसे मनुष्य क्रमशः नास्तिकता एवं 
नैतिक दुर्बलताकी ओर अग्रसर होता है, जो मानवताके 
सचमुच सबसे गहरे शत्रु हैं । दूषित भोजन काम? क्रोध 
एवं अन्य विकार पैदाकर मनुष्यको पथभ्रष्ट करनेमे कोई 
कसर नहीं रखता । प्रसिद्ध संत कबीरजीने कितने गम्भीर 
शन्देमि अपने दोहोंद्वारा दूषित एबं अमक्ष्य मक्षण करने- 
बाळोंको फटकारा है-- 


बकरी पाती खात है, तिन को काढत खार \ 

जो बकरी को खात है, तिन को कवन हार ॥ 

वास्तवे दूषित पदार्थ सेवन करनेवालोंको कबीरदासजीने 
यह बड़ी अच्छी चेतावनी दी है कि “पत्ती खानेवाली बकरीकी जब 
खाल उतारी जाती है, तव जो वकरीको ही खा जाते है, उनकी 
क्या गति होगी १? 

हमारे शाञ्जकारोंने तो मद्य, मांस, अंडे, मछली आदिः 
की तो बात छोड़ दीजिये-दूषित अन्नतकके सेवनका 
निषेध किया है । श्रद्धा पाठकोंने ऐसी अनेक कथाएँ 
साधु-संतोंसे सुनी एवं पढ़ी होंगी, कि अमुकने किसी गहस्थ- 
के घरका किसी भी प्रकारसे दूषित अन्न ग्रहण कर छिया) 
जिससे उनके मनमै भी कोई विकार उठा, फिर बादमे उस 
अन्नका प्रभाव निकलनेपर ही उनकी बुद्धि अपने-आप 
ठिकाने आ गयी । 

एक और आश्चर्यंकी बात सुनिये ! आजक्रे वैज्ञानिक 
विज्ञानकी दुहाई देकर एवं तर्कके बळपर अंडेको यह कहकर 
शाकाहार सिद्ध कर रहे हैं कि जिसमें जीव ही नहीं) वह मांस 
कैसे | पर शायद यह उन्होंने नहीं सोचा कि जिस रससे 
जीवोत्पत्ति होती है, वह तो उसमें है ही; फिर यह 
शाकाहार केसे हो सकता है ? यह कितनी थोथी एवं लचर तथा 
भ्रामक उनकी धारणा है | इससे भी आश्चर्यकी बात तो यह 
है कि हमारे कुछ भारतीय विद्वान्‌ तथा कुछ अधिकारी भी 
इसीपर जोर देते हैं । 

जञाञ्जकारोने तो विशुद्ध शाकाहारी भोजनको ही सर्वोत्तम 
माना है; बल्कि सत्य तो यह है कि केवळ साच्चिकी श्रेणीके 
सात्विक भोजने ही मनुष्य आजके भीषण युगमें स्वस्थ) सुखी) 
दीर्घायु एवं शान्तिमय रूपमै रहकर सच्ची मानवताकी ओर 
अग्रसर हो सकता है । इसके अतिरिक्त राजसी श्रेणीका 
सात्त्विक मोजन भी मध्यम माना गया हे-फिर भी वह 
कुछ इदतक ग्राह्य है, सवथा त्याज्य नहीं । 


BO रे 


- ६५२ $ मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका * 





मानवता ओर विज्ञान 


( लेखक--श्रीयुत एन०टी० जाकाती ) 


रेडियो, टेलीविज्ञन, अँटम बम और राकेटकी बृद्धिके 
साथ-साथ एक क्रान्ति हमें आक्रान्त कर रही है । मनुष्य 
सर्वथा एक नयी दुनियामै रहने लगा है । विज्ञानकी शोध 
इस हृदतक पहुँच गयी है कि उससे एक कृत्रिम जीवन 
उत्पन्न हो रहा है । आज जो कुछ हम देख रहे हैं, यह 
मनुष्योंके परस्पर सम्बन्धोंके आमूल परिवर्तनका श्रीगणेश है । 
राष्ट्रोका जीवन परस्पर अधिकाधिक अविश्वास उत्पन्न करता 
जा रहा है, परस्पर स्नेह नहीं । हमलोग आवेगों 
ओर सामान्य विकारोंके वशीभूत हो रहे हैं | इसका यह अभि- 
प्राय है कि मानव प्राणियोंके नाते हमलोग अन्तर्मुखी बृत्तिसे 
कम काम लेते हैं, बाह्य आवेगोसे अधिक । क्या 
विज्ञानके ये आविष्कार हमारा किसी प्रकार संरक्षण करते हैं 
ओर क्या इनसे विभिन्न राष्ट्रोके मनुष्योंके परस्पर सम्बन्ध 
अच्छे बनानेका कुछ काम होता है १ इस प्रश्‍नका स्पष्ट उत्तर 
तो यही आता है कि जिन राष्ट्रोने परमाणु-शक्ति ओर अग्नि- 
बाणोंका आविष्कार किया है; वे जगतूर्मे अपना-अपना प्रभुत्व 
स्थापित करनेके प्रलोभनसे ही अधिकाधिक ग्रस्त हो रहे हैं । 
इससे मानव-जातिकी बरबादीके सिवा और क्या हो सकता 
है ! ऐसे वेज्ञानिक आविष्कारोंके चरम प्रयोग मानव-जातिका 
कुछ भला नहीं करेंगे, उनसे सर्वनाश ही होगा । 
किसी वेज्ञानिकके सम्मुख जब मृत्युकी समस्या खड़ी 
होती है; तब उसका वैज्ञानिक अनुसंधान ठप हो जाता है 
और वह दार्शनिक पद्धतिसे जीवनका विश्लेषण करने लगता 
है । तब उसकी बिचार-पद्धति ठोक होती है और वह इस 
समस्य़ाके समाधानके लिये दाशनिक तत्त्वज्ञानके समीप आता 
है । आध्यात्मिक अन्तरईश्मिं ही यह सामर्थ्य है 
कि सत्तच्वक्रा अविलम्व अनुभव करा दे । भारतीय अध्यात्म- 
शास्त्र केवळ एक बौद्धिक कुवूहलका ही समाधान नहीं करता, 
प्रत्युत दिव्य जीवनका अनुभव कराता है । भारतीय तत्त्वशका 
ज्ञानभंडार विज्ञानसे खाली नहीं है; वह चाहे तो बिज्ञानके 
क्षेत्रमै अद्भुत आविष्कार और उनके प्रयोग कर सकता है। 
पर उसकी दष्टिमै सायन्स-नामधारी आधुनिक विज्ञान? की 
अपेक्षा आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ है । मानव आध्यात्मिक प्राणी है, 
बुद्धिवादी प नहीं । भारतीय तत््वज्ञानके अध्ययनसे यह 
आध्यात्मिक मानव जीव अपनी उस सहज प्रज्ञाको प्राप्त 


होता है; जो तकको अलग कर देती है, जिसके सामने तर्ककी 
क्रिया-महत्ताका क्षेत्र अत्यन्त मर्यादित है । भारतीय तत्त्वज्ञान- 
के अनुसार वस्तुतत्त्व इन्द्रियग्राह्म विषय-जगत्से बद्ध नहीं 
है, प्रत्युत अतीन्द्रिय सहज प्रज्ञासे सम्बद्ध है | प्राच्य-प्रतीच्य 
देशोंके बीच यह एक बड़ा भेद है कि हमलोग यहाँ गम्भीर 
विषयाँका तात्त्विक चिन्तन करते हैं, ध्यानसे उन तत्त्वोंका 
ज्ञान प्राप्त करते हैं; प्रतीच्य देशोंमें चिन्तन या ध्यान-धारणाका 
इतना अभ्यास नहीं होता । आधुनिक विज्ञान ( सायन्स ) की 
महत्तासे इन्कार नहीं है। यह विज्ञान मी एक सत्य है। 
बस्तुतच्वके अनुसंधानका यह एक प्रतीक है । प्रत्येक 
वैज्ञानिक सत्यका ही अनुसंधान करता है | इसके लिये प्रायः 
भौतिक सुख-सुविधाओंक्रा वह त्याग करता और बड़ी 
कठिनाइयोंका सामना करता और बड़ी विपत्तियाँ उठाता है, 
यदा-कदा प्राणोंकी भी बलि चढ़ा देता है | पाश्चात्य जगत्‌- 
में मनुष्यकी आत्मानुसंधानकी लालसा विज्ञानके ही रूपमें 
प्रकट होती है । मानव-जातिका कल्याण ही उनका लक्ष्य 
होता है और उसपर वे आत्मोत्सर्ग कर देते हैं । निश्चय ही 
जीवनकी यह महती अभिव्यक्ति है | पर जीवनकी सबसे 
श्रेष्ठ अभिव्यक्ति सत्यका ही अनुसंधान है | जीवनके आचार 
और विचार भारतीय तत्त्वज्ञानमें मिलकर एक हो जाते 
हैं । इससे इसकी जीवनी शक्ति और मूळ्वत्ता न केवल 
भारतीयोंके लिये प्रत्युत सारे जगतूके लिये उपकारक है। 
कु वैज्ञानिक अन्तमें यह अनुभव करता है कि मैंने अपने 
चैज्ञानिक शोधके द्वारा मानव-जातिका अपकार किया; अध्यात्म- 
तत्वदर्शी यह अनुभव करता है कि मैंने मानव-जातिको 
वास्तविक लाम पहुँचाया है। ऐसा तत्वदशी पुरुष जीवनके परम 
लक्ष्यको प्राप्त करनेके अपने प्रयासका महान्‌ अनुभव अपने 
पीछे छोड़ जाता है । पीछेके लोग सत्यके अनुसंधानमें उसके 
उन आध्यात्मिक प्रयत्नोंसे लाम उठा सकते हैं। पूर्ण जीवनका 
a 
पूर्णत्व लाभ करनेको लालसा हा है हः 
तक अ हैं | हमलोग विज्ञान- 
भनुष्यमे जो सहज नरम के ह ST के 
जल है | प० नवाह 5१ उ पमन ही 
१० जवाहरलाल नेहरू कहते हैमे यह समझना 


DNS 


खे 





# अमानव लूर्तियांम मानव-आकृति # 








चाहिये कि सत्यके बहुत-से पहलू हैँ ओर इसपर राष्ट्रेके किसी 
गुटका कोई एकाधिपत्य नहीं है।? मनुष्यका चरम एवं परम लक्ष्य 
यह है कि वह आत्मदर्शी हो और मागवतस्थितिको प्राप्त 
करे । इसीसे वह भगवदीय आनन्दको प्राप्त हो सकता हे । 
यह तभी सम्भव होता है जब मनुष्य अपने ही अंदर अपना 
स्वरूपानुसंधान करे । भारतीय तत्त्वज्ञान परमाणु-शक्तिका 
आविष्कार करनेवाले विज्ञानकी पद्धतिसे बैँघा कोई वैसा 


६५३ 





बौद्धिक निरूपण नहीं है । मेरे विचारसे भारतीय तत््वशानकी 
पद्धतिमै ज्ञानका साधन श्रद्धामूलक है; श्रद्धागत शानका परी- 
क्षण केवळ बुद्धिसे नहीं, किंतु अन्तःस्वानुभवसे होता है । 
यह अन्तःखानुभूति पर्यवसित होती है आत्मज्योतिके उस 
प्रकाश जिसमे जीवनके सब दुःखोका अन्त हो जाता है और 
जीवात्मा अपने चिदानन्दस्वरूपमे स्थित होकर आनन्दमदीदधि- 
में निमग्न हो जाता है । 





~ PNR 


अपानव मूर्तियों मानव ति 
अप्तानव मूत्तियामें मानव आळांत 


( लेखक--महाममहोपाध्याय डा० श्रीप्रसन्नकुमार आचार्य, एम्‌०००) पी-एच०डी०) डी०लिट० ) 


समस्त युगो और सभी देशोंके मूतिकारोंने देवदेवी, 
नर-नारी, दानव-दानवी) पशु-पक्षी मछली-मगर) वृक्ष-पोधे 
आदिकी मूर्तियां बनानेमै अपनी निजी कल्पनाओंको परिस्फुट 
किया है। पशुताके साथ बुद्धिमत्ता ही मानवता मानी गयी है । 
मूर्तिकार मानव प्राणी है । उसकी कह्पनाएँ, बौद्धिक अथवा निरी 
काल्पनिक हो सकती हैं । मूतिकार यथावत्‌ कृतिकार तभी 
होते हैं, जब वे ऐसी वस्ठुएँ निर्माण करते हैं, जिन्हें उन्होंने 


देखा हो और जिनकी अनुकृति वे कर रहे हों । जब वे 
काल्पनिक वस्तुओंकी मूर्तियां गढ्ते हैं? तब वे आदर्शवादी 


होते हैं। 

मानसार वास्त॒ुशात्र तथा अन्य कई जिल्प-शाखोमै 
मूर्सिकारोद्वारा बनायी जानेवाली मूर्तियोकी विशेषरूपसे ऊँचाई 
और सामान्य रूपसे ळंबाई-चौड़ाई आदिके अनुसार बारह 


वर्ग किये गये हैं । सभी मूर्तियोका एक नाप होता है, जिसे 
सूर्तिकलाकी परिमाषामै तालमान कहते हैं । “ताळ? शब्दका 
बित्ता है अर्थात्‌ फेलाये 
सिरेसे कनिष्ठिकाके सिरे तककी 
दूरी । पर मूत्तिकलामै वितस्ति सुखका मान है । मत्स्य- 


सामान्य अर्थ वितस्ति या 
हुए. हाथके अँगूठेके 


पुराणमै यह निर्देश है कि प्रत्येक मूत्तिका निर्माण प्रकृतिते 


, होता है और मूर्तिकारका यह काम दै कि मूर्तिके सत्र अङ्ग 
बह मुखमानसे नापकर गदे ( सुखमानेत कत्या सर्वाबयव- 


कल्पना ) । इस प्रकार शिल्प-शास्त्रोमे मुख ही नापकी इकाई 
माना गया है । बारहबें तालमें। जब मूर्ति अपने मुखमानसे 
बारह गुनी होती है, अति दीर्घकाय प्राणी--जैसे हिम-सानव 
( स्नोमेन ) आदि--नापे जाते हैं | एकादरा ताल कुछ जैन 
तथा अन्य मू्ियोमें प्रयुक्त होता है । सामान्यतः देवमूत्तियाँ 
दशम तालम गढ़ी जाती हैं । नवम ताळ देवियों और कुछ 
अतिमानब वर्गोके आकार नापनेमें काम आता दै । सामान्य 


मानव प्राणी प्रकृतिसे ही अष्टम तालमै निमित होते हैं और 
पूर्ण आकारकी खियौंका मान सप्तम ताळ है । षष्ठ तालः 
से व्याप्रवर्गके प्ुओका नाप होता है और पञ्चम ताळ हस्तिः 
मुख और मानव-शरीरधारी गणेश-जैसे गूढ्तच्च-व्यञ्षक 
प्राणियोंके नापमें प्रयुक्त होता है । चतुर्थ तालमे भूतःप्रेतोके 
आकार नापे जाते है और हयशीर्षयुक्त सानव-दारीरधारी 
किंनरोके नापमे तृतीय ताळ आता है । पक्षियांका नाप दो 
ताळोगे और मछलियोंका एक तालमे होता है । 
मूर्तिकार, चित्रकार और खापत्य-कलाकारका उद्देश्य 
अपनी कलाकी सष्टिम सष्टिकलाके समान ही) चाहे जो कुछ 
हो, उसमें उसकी अपनी कल्पनाएँ. प्रतिबिस्बित होती 
हैं । मानवभाव इस प्रकार अमानव पदार्थोपर भी आरोपित 
हो जाते हैं । कलाकार प्रकृतिद्वारा प्रदत्त साधनों और उपा- 
दानोंसे अपनी कलाकी वस्तु निर्माण करता है, चाहे वह कोई 
मूर्ति हो या हवेली या किसी जलाशयपर कोई पुछ हो। 
इससे अधिक महान्‌ पुरस्कार प्राकृतिक जगत्से उसे कुछ 
नहीं मिळता । किसी अति सुन्दर भावमयी मूर्तिका निर्माता 
कोई मूर्तिकार हो या कोई गगनचुम्बी अद्याल्का उठानेवाला 
कोई स्थपति हो अथवा सुन्दर मनोहर चित्र बनानेवाला 
कोई चित्रकार हो) उसमें सौन्दर्य, महत्ता और भव्यताके 
प्रति आत्मोत्सर्ग करनेकी कवि-हृदयकी-सी जगमगाती वही 
लालसा होती है? जो किसी देवालय या प्रार्थना-मन्दिरके 
कल्यकमें होती है । इन सभी कलाकारोंको संचालित करनेवाली 
शक्ति आध्यात्मिक और कलात्मक यशकी चाह हो सकती है । 
सौन्दर्य देखनेवालेके नेत्रोंमें हो सकता है तथा दृष्ट स्थूल 
वस्तुमे भी । पर सौन्दर्यके घटक भर्ने ह 
सरलता; रेखाकी सुन्दरता” तर-तमभावकी सुशोभितता; रंगो 
की सुसंगतता और जगमग ज्योतिष्मत्ता । 





६५४ 





मूत्तिनिर्माणकलाका जहाँतक सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है 

कि मूत्तिकार देव-देवियोंकी मूत्तियोंमें भी मानव-भाव ले आता 
है । पुरके जगन्नाथमन्दिरमें, कोणार्कके सूर्यमन्दिरमे, 
खजुराहो तथा अन्य स्थानोंके अन्य अनेक मन्दिरोंमें मेथुनी 
प्रक्रियाएँ दरसानेवाळी जो अद्‌भुत मूत्तियां बनी हुई हैं, वे 
मूर्तिकारोंके भावों और अनुभवोंका परिचय देती हें । इसी 
प्रकार श्रीराधा-कृष्ण गीतगोविन्दमें तथा भक्तिसम्प्रदायके 
बिशाल साहित्यमें वर्णित हुए हें । ऐसी मूत्तिकलाकृतियोंमे 
तथा ऐसे साहित्यिक वर्णनोंमे मानव भाव और अनुभव 
प्रतिबिम्बित हुए हैं | कालिदासके "कुमार-सम्भव? में शिव 
और पार्वतीके प्रणयका अति स्पष्ट वर्णन है | इसके विपरीत 
मनु आदि ब्रह्माके मानस पुत्र कहे गये हैं । सप्तशतीमें भग- 
वती चण्डी कहती हैं कि मैं अयोनिजा हूँ । जब ब्रह्माके 
मनमें प्रजोसत्तिका भाव उदय होता है, तब सृष्टि 
निकल पड़ती है । अतः यह सम्भावना है कि मानब-जन्मकी 
प्रक्रियासे किसी भिन्न पद्धतिसे भी जन्म हो सकता है । वृक्ष 
ओर पौधे धरतीमें बीज बोनेसे उत्पन्न होते हैं | मानब और 


% मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 
"०222232222... ००००००००००. 
र 


पाशव जन्मके लिये कृत्रिम पद्धतिसे वीर्यांधान कराया जाता है, 
यद्यपि बड़े पशु मानवी प्रक्रियासे अपनी प्रजा उत्पन्न करते हे | 

इसी प्रकार बुद्ध, जिन आदि महामानवोंकी ध्यान- 
मुद्रा मूत्तिकारोंने अपनी कल्पनाओंके अनुसार पत्थर काटकर 
बनायी हैं | बुद्ध या शिवके ध्यानका न तो कोई लेख है न 


कोई साक्षी ही । देव-देवियोंकी मानवातीत शक्तिका प्रदर्शन -““ 


करनेके लिये उनके मस्तक और हाथ बहुत-से बना दिये गये हैं । 
आधुनिक प्रतिमाने अवश्य ही उनके एक ही सिर और दो 
ही आँखें, कान, हाथ और पैर रखकर उनकी असाधारण 
शक्ति प्रकट की है । क्या महात्मा गांधीकी असामान्य 
बुद्विशक्ति दरसानेको मूत्तिकारके लिये यह आवश्यक दोगा 
कि उनके मस्तकमें बहुत-से मस्तक बनाकर जोड़ दे १ 

मनोविज्ञानकी यह मान्यता है कि कुत्ते यदि सुष्टिकर्ता 
परमेश्वरकी कल्पना कर सकते हों तो वे एक बड़े कुत्तेके रूपमें 
ही उसकी कल्पना करेंगे | इस प्रकारकी मनोवृत्तिने ही 
सारे जगतूके मूत्तिकारोंको अमानव जीवोंकी मूर्सियाँपर मानव 
आकार और भाव लादनेमे प्रवृत्त किया होगा | 


प्च्स्स्_- सर 


मानवतामें मूखेता 


( श्रीरामकुटियासे ) 


भूखोऽस्ति को यस्तु विवेकहीनः। 

जो विवेकद्ून्य है अर्थात्‌ बुद्धिसे काम न लेता हुआ 
बिना विचारे मनमाना आचरण करता दै, वह मूर्ख कहा जाता 
है । मूर्ख दो प्रकारके होते हैं--एक पठित मूर्ख, दूसरा 
साधारण मूर्ख । 

पठित मूख 

जो बहुश्रुत और बहुत बुद्धिमान्‌ होकर स्पष्ट ब्रह्मज्ञानकी 
बात कहता है, फिर भी दुराशा एबं अभिमान रखता है, वह 
पठित मूर्ख है । मुक्तावस्थाकी प्रक्रियाका प्रतिपादन करते 
हुए जो सगुण भक्तिको मिटाना चाहता दै, खधर्म तथा 
नित्यनियम-साधर्नोकी निन्दा करता दै, वह पठित मूर्ख 
है । अपने ज्ञातापनके अभिमानसे जो सबपर दोष लगाता है 
और सबके छिद्र ढूँढता दै, वह पठित मूर्ख है। 
शिष्यसे यदि कोई अवज्ञा हो जाय या वह संकटमें पड़ 
जाय तो जो पुरुष उसे दुर्वचन कहकर उसके द्वारा की ही 
क्षमायाचना नमान उसके मनको दुखी करता दै, वह 
पठित मूर्ख है । कोई चाहे रजोगुणी अथवा तमोगुणी हो, 
कपटी हो? अन्तःकरणका कुटिल हो, फिर भी जो वैभव 


देखकर उसका बखान करता है, वह पठित मूर्ख है । 
सम्पूर्ण अन्थको बिना देखे-समझे जो व्यर्थ ही उसपर दूषण 
लगाता है, गुणोंको भी अवगुणकी दृष्टिसे देखता है, वह पठित 
मूर्ख है | जो अपने ज्ञातापनके अमिमानवश हठ करता है 
अपना क्रोध नहीँ रोक सकता और जिसकी करनी और 
कहनीमें अन्तर है, वह पठित मूर्ख है बिना अधिकारे 
वक्ता बनकर जो वक्तता देनेका परिश्रम करता है और जो 
कठोर या असम्बद्ध वचन बोलता है, वह पठित मूर्ख है | 
जो श्रोता अपने बहुश्रुतपन या अध्ययनसे और वाचालताके 
युणसे वक्तामें हीनता बतलाता है, वह भी पठित मूर्ख 
है। जो दोष अपनेमें हों, 
जो अपनेको दोषसुक्त प्रकट करना चाहता है, वह 
पठित मूर्ख है। जिसने अभ्यास करके बहुत-सी विद्याएँ 
तो पढ़ छी, पर लोगोंको संतुष्ट करना 
करना नहीं जाना तो वह पठित मूर्ख है | जो छियोंका 
साथ करता दै, उनके प्रति अध्यात्मनिरूपण करके स्वयं 
देव नल रे निन्दनीय वस्तुको: अङ्गीकार करता है, वह 
बहस न A दृढ़ देहात्मबुद्धि है अर्थात्‌ 
दको ही अपना स्वरूप समझता है, वह 


उन्हींको दूसरोमें बतलाकर, 


+ 


----६-- 


बट 


“5, 





ॐ मानवतामें मूखेता % 





पठित मूर्ख है । भगवानको छोड़कर जो लोमवश मनुष्योंकी 
धनाढ्य पुरुषोंकी ही कीर्तिका वर्णन करता है, वह पठित मूर्ख 
है। खियोंके अवयवोंका, नाना प्रकारके अश्ठील हाव- 
भावका जो वर्णन करता है, वह पठित मूर्ख है जो अपनेको 
व्युत्पन्नमति) वीतराग, ब्रह्मज्ञानी एवं महायोगी मानता हे और 
चमत्कार, सिद्धि और भविष्यकी बातें बतळाने लगता है, वह 
भी पठित मूर्ख है । किसीकी बात सुनकर जो मनुष्य अपने 
मनमें उसके दोषकी ही चर्चा करता है और दूसरोंकी भलाई 
देखकर मत्सर (डाह) करता है, वह पठित मूर्ख है । जो भक्तिका 
साधन या भजन नहीं करता और न जिसमें वैराग्य ही हैः 
परंतु जो अपनेको ब्रह्मज्ञानी बतलाता है; वह पठित मूर्ख 
है। जो तीर्थ और क्षेत्रको नहीं मानता, वेद-शास्त्रकों नहीं 
मानता) गौ; ब्राह्मण या संतको नहीं मानता और स्वयं सिद्ध 
सजकर अपनेको पुजवाता है, वह पठित मूर्ख है । जो आदर 
देखकर प्रीति करता है तथा कीर्तिके योग्य होनेपर भी किंसीकी 
प्रशंसा करता है और तुरंत ही उसका अनादर देखकर उसकी 
जिन्दा करता है, वह पठित मूर्ख है । जो प्रपञ्चो--विषरयोमे 
रत दै, जिसकी परमार्थमे रुचि नहीं है अर्थात्‌ जो जान-बूझकर 
अन्धकारमें पड़ा रहना चाहता है, वह पठित मूर्ख है। जो दूसरोंको 
प्रसन्न करनेके लिये यथार्थ वचन छोड़कर कुछका-कुछ बोलता 
है, जो पराधीन होकर परघर-परधनपर ही निर्वाह करता है; वह 
पठित मूर्ख है । ढोंग स्चक्रर जो न करने योग्य कर्म करता 
है और मार्ग भूलकर फिर भी सन्मार्गका हठ करता है, वह 
पठित मूर्ख है। जो अनधिकारी तथा अवज्ञा करनेवाले 
शिष्यसे आशा रखता है, वह पठित मूर्ख है । रातदिन अच्छे 
अच्छे ग्रन्थ तो पढ़ता है? परंतु जो अपने अवगुण नहीं छोड्ता, 
बह पठित मूर्ख है । कथामें बैठे हुए श्रेष्ठ श्रोतागणोके दोष 
देख-देखकर जो केवल उनके दोष ही बतलाता है, वह पठित 
मूर्ख है | ग्रन्थ सुनते समय कोई भूल हो जानेपर जो क्रोधसे 
चिढ्ने लगता है, वह पठित मूर्ख है । वेभवके अहंकारमे 
आकर जो सदूगुरुकी उपेक्षा करता है ओर अपनी गुरु-परम्परा- 
को जो छिपाता है, वह पठित मूर्ख है । ज्ञानोपदेश करके जो 
अपना स्वार्थ॑साधन करता है, कृपणकी तरह धन-संचय 
करता है और जो द्रव्यके लिये परमार्थका उपयोग करता 
है, वह पठित मूर्ख है । खयं बर्ताव किये बिना जो दूसरोंको 
सिखाता है तथा जिसका मन और इन्द्रियापर नियन्त्रण 
नहीं, किंतु जो पराधीन होकर भी बरहमज्ञानकी बातें करता हैः 
बह पठित मूर्ख दै । मनमै देषमाव रखकर जो मूर्तिका एबं 





६५५ 








भक्तिका तो खण्डन करता है और अपने सम्प्रदायका एवं अपने 
ग्रन्थका निर्माण करता है, वह पठित मूर्ख है । जो संसारमै 
ही सुख मानता दै और खयं अपना यथार्थ हित नहीं 
जानता, वह पठित मूर्ख है । मगवद्याप्तिके लक्ष्यको 
भूलकर जो प्राप्त विवेकका ठीक उपयोग नहीं करता, वह 
पठित मूर्ख है । शाख्रका खूब अध्ययन करनेपर भी जो धर्मका 
पालन नहीं करता और जिसे आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, 
बह पठित मूर्ख है । जो देवताओं ब्राह्मणों) साधुओं) विद्वानों, 
अन्य धर्मों तथा विभिन्न वर्णाश्रमासे द्वेष करता है, वह 
पठित मूर्ख है । 





साधारण सूखे 


जो गर्मवासके दारुण दुःखको नहीं मानता, वह मूर्ख 
है । जिनके पेटे जन्मा; उन्दीसि जो विरोध करता है, वह मूर्ख 
है। सारे कुलको छोड़कर जो केवल ख्रीके अधीन होकर जीता है; 
वह मूर्ख है । जो समर्थ पुरुषसे वैर करके उसकी बराबरी करता है; 
वह अहंकारी मूर्ख है। जो अपने मुँह अपनी प्रशंसा करता है, वह 
मूर्ख है । जो व्यर्थ हँसता है) वह मूर्ख है । सत्सङ्ग छोड़कर 
तथा असजनोंसे मित्रता जोड़कर जो दूसरोंकी बुराईमें लगा 
रहता है, वह मूर्ख है । जहाँ बहुत श्रेष्ठ पुरुष बैठे दों, वहाँ 
जाकर बीचमें बैठ जाने, सो जाने; खाने लगने) बात करने 
लगने या उनकी बातें सुनने लगनेवाला मूर्ख है । जो बिना 
बुलाये दूसरोंके घर भोजन करने जाता और बहुत भोजन करता 
है, वह मूर्ख है | जो जारण, मारण; विध्वंसन, वशीकरण 
सम्पन) मोहन और उचारनादिमें मन लगाता है, वह 
मूर्ख है । जो दूसरेकी आशापर पुरुषार्थका परित्याग कर देता हे 
और आलस्य-्रमादमे विषरय-मोगोंमे ही आनन्द मानता है, वह 
मूर्ख है । जो श्रेष्ठ पुरुषके साथ अति निकटताका सम्बन्ध 
रखता है, परंतु उसके उपदेश करनेपर बुरा मानता है तथा 
उसकी बात नहीं मानता; वह मूर्ख है | जो पराधीन है, परः 
घरमै रहकर पर-मतिम पड़ा रहता है तथा द्रव्य-लोभसे बूढेको 
कन्या प्रदान करता है तथा जो अपनी शक्तिसे अधिक व्यय 
करता है? वह मूर्ख है । जो निर्धनके घर धरोहर रखता ओर 
गयी वस्तुका पश्चात्ताप करता है? वह मूर्ख है | जो द्रव्य पाकर 
धोखेबाज एवं कुकर्मीकी संगति करता है, वेश्या) सद्दा-लाटरी) 
मौज-शौक) गाना-तमाथा, सिनेमाजओ आदिमें समय तया 
समझका एवं धनका व्यय करता है? परंतु धर्म-पुण्य दान-तीर्थादि 
शुभ कार्यम उसे नहीं लगाता) वह मूर्ख है। जो न माननेवाले- 





६५६ 


% मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका * 








को उपदेश करता है और बड़ोंके सामने ज्ञान बघारता है, वह 
मूर्ख है | विषय-भोग करनेमे जो निर्लज हो गया है, मर्यादा 
छोड़कर निरङ्कुश बर्ताव करता है; वह मूर्ख है । व्यथा होनेपर 
भी ओषधिसेवन और पथ्यःपालन नहीं करता और 
अनायास प्राप्त हुए उत्तम पदार्थको स्वीकार नहीं करता) वह 
मूर्ख है । जो बिना जान-पहिचानके मनुष्यके साथ परदेश- 
यात्रा करता है, जो वेधृति; व्यतीपात, अमावास्या, ग्रहण; 
संक्रान्ति आदि कुसुहूतोमें गमन करता है; नदी-नालोंमें कूदता 
है, हिंसक पशुओँसे छेड़-छाड़ करता है, वह मूर्ख है | जहाँ 
अपना सम्मान हो, वहाँ जो बार-बार जाता है, अपने मान- 
अभिमानकी रक्षा नहींकरता०बिना पूछे दूसरोंकी वस्तुओको छूता 
है, एकान्तमै खिर्योसे बातचीत करता है, किसीके प्रति किये हुए 
उपकारको बारबार बखानकर अपना आभार प्रकट करके उसे 
ठगता है, अभक्ष्य-भक्षण करता है, जो राह चलते खाता है, 
खा-पीकर हाथ-मुँह नहीं धोता है; वह मूर्ख है । जिसके पास 
विद्या, तप, दान, शील, गुण) धर्म, धन, वेभव; पुरुषार्थ नहीं 
हैं, तो भी जो क्रोध, मद; मत्सर; मोह, आलस्य, प्रमाद; 
मलिनता, अधीरता आदिका आश्रय करके अहंकारुअभिमान; 
मान-गुमान करता दै) वह मूर्ख है । जो दाँत, आँख, मुँह) 
नाक; हाथ, पॉव तथा कपड़ोंकों मेले रखता है और दोनों 
हाथोंके नख बढ़ाकर सिर खुजलाता है; वह मूर्ख है । धन- 
धाम) पुत्र-दाराका सहारा मानकर जो ईश्वरका भजन नहीं 
करता, वह मूर्ख है । जो अधिक सोता है, अधिक खाता है, 
अधिक बोलता है; अधिक हँसता है; अधिक स्त्रीभोगी है; 
अधिक विवाह करता है; अधिक शत्रु पैदा करता है, वह मूर्ख 
है । जो बिना पूछे बोलता है, बिना मांगे गवाही देता है, बिना 
कारण दोषारोपण करता है, हीनजनोंसे मित्रता करके सम्भाषण 
करता है तथा दोषीको दोषी पापीको पापी,चोरको चोर,डाइनक्ो 
डाइन कहता है, वह मूर्ख है । जो जगदीशको छोड़ मनुष्यके 
भरोसे निर्थक कार्यो आयु व्यतीतकर दुःख भोगता है 
और ईश्वरको गाली देता है; गुरु» देवता, ब्राहमण, माता, 
पिता, मित्र तथा श्रेष्ठ जनोंका. अनादर करता है, वह मूर्ख 
है । स्त्री; बालक; नौकर) नीचजन एबं पागलको मुँह लगाता 
है; वह मूर्ख दैं। जो कुत्ता मुर्गा पालता है और उन जानवरोंकी 
क्रीडा कराता और देखता दै, वह मूर्ख दै। जो कुग्राममें रहता 
मूर्ख है । तीर्थस्थान, आम रास्ता, नदी, बढ़ बृक्षके नीचे 
तथा ताळाबके किनारे जो मर्मून्नका त्याग करता है, वह 





मूर्ख है | जो अनीतिसे धन जोड़ता है; ब्राह्मण, साधु, विधवा, 
अनाथ, गोचरभूमि, देवालय तथा देव-निर्माल्यके हक- 
हिस्सेसे जीविका चलाता है और आये अतिथिका अनादर 
करता है, वह मूर्ख है जो नदी, नखवाले पशु, शस्त्रधारी 
मनुष्य और स््रीका विश्वास करता है; वह मूर्ख है । जो पढ़ते- 
पढ़ते अक्षर छोड़ देता है अथवा अन्य शब्द जोड़ देता है, वह 
मूर्ख है । जिसके पास धर्मशास्नका ग्रन्थ तो है, पर जो स्वयं अपढ़ 
है और न दूसरोंसे उनका पढ़ा सुननां चाहता और न किसीको 
पढ्ने देता है, केवल उस ग्रन्थको बंद करके रखता है, वह मूर्ख 
है। जो मुँहमे तृण, नख या अँगुली रखता है, भोजनके 
पात्रम या कुएँ आदिके पानोमें थूकता, कुल्ला करता है और 
पात्रोको धोता नहीं तथा बायें हाथसे खाता है;वह मूर्ख है । देवता, 
गुरु, संत, ब्राह्मण, नृपति, माता-पिता आदि पूज्य जनोँको 
एक हाथसे अथवा केवल बायें हाथसे प्रणाम करता है, वह 
मूर्ख है । 

मानवतामै मूर्खताके उपर्युक्त लक्षण हैं; इन लक्षणोंवाले 
मानव असुर या दानव कहलाते हैं । जिस मनुष्यमें ये दुर्गुण 
आ जाते हैं, वह दानव-खभाव बन जाता है । अतः दुर्म 
जीवन-साधन लाभकर प्राप्त विवेक-बुद्धिका सदुपयोग करते हुए 
उपर्युक्त दुगुंगोसे विपरीत मानवताका विकास करनेवाले सदूगुणों- 


- को धारण करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | इससे मानव अपनी 


सच्ची स्थितिको प्राप्त हो सकता है | सदूगुणोंसे ही मानवताकी 
शोमा है। वही मनुष्यका सहज स्वरूप--स्वभाव है। उन सदू- 
गुणोंमें, जो सद्ग्रन्थों, सत्पुरुपों और विभिन्न सद्धर्मावलम्बि- 
योके द्वारा वर्णित हैं, प्रधान ये हैं 

अहिंसा; सत्य, अस्तेय) ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच अर्थात्‌ 
शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरभक्ति) ज्ञान; वैराग्य) 
मनका निग्रह, इन्द्रिय-दमन; श्रद्धा, तितिक्षा, क्षमा, अभय, दया; 
तेज, सरलता) स्वार्थत्याग, अमानित्व, दम्भहीनता, अपिछुनता, 
निष्कपटता, नम्रता, धीरता, वीरता, सेवाभाव, सत्सङ्ग) ईश्वर- 
स्मरण, ईश्वरध्यान, निरता, समता, निरहंकारता, मैत्री, 
दान, कतंव्य-परायणता और झान्ति--इन चालीस गुणोक्का 
देब्ीसम्पदा या देवक्षण कहते हैं । इन सद्गुणोंको धारण 
करनेसे मानव देवत्वको प्राप्त करता है | आशा है इस लेखको 
पाठकेस़्राधकराण पढ़कर, यथासाध्य दुगुण की हेय तथा 
सढ्शुणोको आह्य समझकर हुर्गुणोंका त्याग एवं सदूगुणोंका 


अहण करेंगे तथा इस प्रकार मानवताको सार्थक बनानेका 
लाम उठार्थेगे | 


a 





| बु 


का ` 


% मानवता और कन्फ्यूसियस क 


६५७ 


नन्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क् क्क क्त ्््न्््त्् ्् न्न न्न SAAN 





मानवता और कन्फ्यूसियस 


( लेखक--पण्डित भीगौरीशंकरजी द्विवेदी ) 


ईसवी सनके पूर्व ६ठी शतान्दीमै विश्वमै तीन महा- 
पुरुष पैदा हुए, जिन्होंने जन-समाजको मानवताके मार्गपर 
अग्रसर किया । उनमें भगवान्‌ बुद्ध भारतमै पैदा 
हुए, कन्फ्यूसियस चीनमें हुए और जरदुइत ईरानमें । 
संसारमे मानवताके विकासमे इन तीनोंकी अपूर्व देन है । 
इनमें बुद्ध और जरदुश्तके विचार मूलतः वेदोसे उद्धत हुए 
थे; परंतु कन्फ्यूसियसकी जो देन थी) वह बहुत कुछ चीन- 
के प्राचीन शास्राँसे प्रभावित होनेपर भी मौलिक थी । 
कन्फयूसियसने चीनको जिस मानवताकी शिक्षा दी, सारा 
चीनी समाज उसी साँचेमें ढल गया । कन्पथूसियसकी 
मानवताकी धारणा चीनकी जनताके रग-रगमे समा गयी । 
मानवताके प्रसारकी दृष्टिसे कन्फ्यूसियसकी गणना संसारके 
महान्‌से-महान्‌ पुरुषोंमें होती है । 

कन्पयूसियसका शुद्ध नाम था खुडः फूत्जे, कन्फ्यूसियस 
तो उसका विकृत अंग्रेजी रूप है । खुद नाम है और फूत्जे 
उपाधि है; फूत्जेका अर्थ है दार्शनिक या प्रभु । अतएव पूरे नाम- 
का अर्थ हुआ दार्शनिक खुङ | कन्फ्यूसियसका जन्म ईसवी 
सनके पूर्वं ५५१ में ल्‌ राज्यके सजे माछथेन नामक ग्राममे 
हुआ था । यह ळू राज्य वर्तमान शांतुंग प्रदेशका एक अङ्ग 
था । कन्फ्यूसियसके बचपनके दिन खेळनेमे बीते । १५ 
वर्षकी उम्रमे उसने पढ़ना शुरू किया और १९ वर्षकी 
अवस्थामै उसका ब्याह हो गया, जिससे उसके एक पुत्र औरदो 
पुत्रियाँ हुई । उसे अपने राज्यमें ही कोठारी ($६07८-£९८८४) 
का काम मिला, उसके बाद वह राजकीय उद्यान और 
पशुशालाका अध्यक्ष बनाया गया । २२ वर्षकी अवस्थामै 
उसने जिज्ञासु युवकोंके लिये एक पाठशाल खोली, जो 


„ सतू-आचरण और शासनके सिद्धान्तोकी शिक्षा ग्रहण करना 


चाहते थे | वह अपने शिष्योंसे पर्याप्त सहायता प्राप्त करता था; 
परंतु योग्य जिज्ञासु छात्रोति थोड़ी मी फीस मिळनेपर उनको 
वापस नहीं करता था । जिसमें शानाजनकी लालसा 
और क्षमता नहीं होती; उसको वह कदापि पाठगालामै नहीं 
रहने देता । धीरे-धीरे उसकी पाठशाला जमने लगी और 
उसके दिष्योकी संख्या २००० के रूगभग पहुँच गयी । ह 

५१७ ई० पूर्व वह लू राज्यकी राजधानीमै गया । वहा 
“राजकीय पुस्तकोलयमे बैठकर उसने संगीत-शाजका अध्ययन 


पाश अं० ८३ 


किया । राजाने उसका स्वागत किया और उसको राजस्व-विभाग- 
का अफसर बनाना चाहा । परंतु कन्फ्यूसियसने इसे स्वीकार 
न करके अपने घरका रास्ता ल्या और घरपर बैठकर 
उसने १५ वर्ष खाध्यायर्मे बिताये । 


एक बार वह अपने कुछ शिष्यौंके साथ बाहर जा रहा 
था । रास्तेमे बस्तीसे बहुत दूर जंगलके बीच एक झोपडीमे 
एक बुढियाको देखा । उसने अपने शिष्योंको बुढ़ियाके पास यह 
जाननेके लिये भेजा कि बस्ती छोड़कर वह जंगलमे अकेली 
क्यों रहती है । 

उसके एक शिष्यने बुढियासे पूछा-“उम यहाँ कितने 
दिनोंसे रहती हो !” 


बुढियाने उत्तर दिया--मेरे ससुरके पिता गांव छोड़कर 
यहाँ आ बसे थे । उनको बाघ उठा ले गया । पश्चात्‌ कुछ 
वर्षोके बाद मेरे ससुरको भी एक दिन बाघ उठा ले गया । 
उसके कुछ वर्षों बाद मेरे पतिको भी जंगलसे आकर एक 
बाघ उठा छे गया । क्रमश; मेरे बच्चेक्रो भी एक दिन बाघ 
उठा ले गया । अब मैं अकेली इस झोपड़ीमें बेठी अपने 
भाग्यको कोसती, जिंदगीके दिन बिता रही हूँ 0 


दूसरे शिष्यने पूछा- तुम बस्तीमें क्यों नहीं चली 
जाती १? 

बुढ़ियाने उत्तर दिया--“इस देशका राजा अत्याचारी) 
निरङ्कुश और अन्यायी है । इसी कारण हम यहाँ जंगले 
शरण लेने आ गये थे। बस्तीसे तो यह जंगल ही भला 
है 

जब शिष्योंने बुढियाका उत्तर कन्फ्यूसियसको सुनाया 
तो उसने कहा--“निरङ्कुश और अत्याचारी शासक सचमुच 
जंगलके बाघसे भी अधिक भयानक होता है |! उसका 
विश्वास था कि मनुष्यमै खभावतः उभ शुणोके प्रति पक्ष 
पात होता दै और गुरुजनोंके चरित्रें एक शक्ति होती है _ 
जो लघुजनोको अनुकरण करनेके ल्यि प्रेरित करती है | सारी _ 
मानव-जाति पाँच प्रकारके सजा त मिच गथ सम्बनि 


होतीहै- जैते राजा-प्रजा; पिता-पुत्र पति पत्नी 


मित्रमित्र । इनमें प्रथम चार सम्बन्ध शासक: 




















६५८ 





रूपमै होते हैं और पाँचवाँ सम्बन्ध बराबरका होता है । 





जैसे, .शासक शासित 
राजा प्रजा 
पिता उर परतु मित्र-मित्र 
पति पत्नी 
बड़ा माई छोटा भाई 


इनमें जिनका सम्बन्ध शासकका है, उनको व्यवहारमें 
उदारता ओर सत्यताका निरन्तर आश्रय लेना चाहिये; तथा 
शासित सम्बन्धवालोंको सत्यता ओर कर्तब्यपरायणताका आश्रय 
लेना चाहिये। मित्रोंके लिये समानताके आधारपर प्रेमपूर्वक एक 
दूसरेकी उन्नतिको लक्ष्यमें रखना आवश्यक है । इस 
प्रकार अपने सम्बन्ध और कर्तव्यका ध्यान रखकर यदि सब 
लोग चलने लगें तो एक आदश राज्यका निर्माण हो सकता 
है और इस प्रकारके राज्यमै सब लोग सुख और शान्तिसे 
रह सकते हैं । 


५२ वर्षकी अवस्थामै कन्फ्यूसियस चुङतू नगरका 

प्रधान न्यायाधीश बनाया गया । कुछ दिनोंके बाद वह दण्ड- 
विभागका मन्त्री बनाया गया । कन्फ्यूसियसकी नीतिसे उस 
राज्यमें अपराधोंकी इतिश्री हो गयी । उसने भ्रष्टाचारके 
अपराधमे एक बड़े अफसरको दण्ड दे दिया । बेईमानी और 
हरामखोरी उस देशसे प्त हो गयी । जनतामें पुरुषोमे श्रद्धा 
और विश्वासी वृद्धि हुई तथा ख्रियोमें पवित्रता और 
शालीनता बढ़ी । ळू राज्यकी इस प्रकार उन्नति होते देखकर 
पड़ोसी राज्य त्स्चीके शासकोंके कान खड़े हो गये। उनको 
आशङ्का हो गयी कि ऐसी ही दशा बनी रही तो उनके 
राज्यकी प्रजा भी कन्फयूसियसके प्रभावमें चली जायगी | 
अतएव उन्होने ळू राज्यके प्रधान शासककी सेवामें कुछ सुन्दरी 
रमणियोंको, जो गत्य और गान-विद्यामें अद्वितीय थीं तथा 
कुछ सुन्दर घोड़ोंको भेटमै देनेके लिये भेजा । ळू राज्यके 
शासक रमणियोंके जालमे फॅस गये। शासकोंने प्रत्यक्ष ही कन्फ्यू- 
सियसके सिद्धान्तोंकी अवहेलना शुरू कर दी | अतएव उसने 
अपने पदसे त्यागपत्र दे दिया | ५६ वें वर्षकी उम्रमें कन्फ्यू- 
सियस उस राज्यको छोड़कर चीनदेशमै यात्रापर निकला | 
और १२ वर्ष विभिन्न राज्योम भ्रमण करनेके वाद ४८३ 
ई० पू०--मैं अपने घर लौटा तथा ७२ वर्षकी अवस्थामै 
उसने इहदलीला संवरण की । 


उसकी मृत्युके उपरान्त देशमें राजकीय शोक मनाया 





% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 








गया । कन्फ्यूसियसकी इष्टिमें मानवताके पाँच स्तम्भ हैं 
( १ ) प्रेम, ( २) न्याय, (३ ) श्रद्धा (४) विवेक 
और ( ६ ) निष्ठा । प्रेम ही मानवताका मूळ है । न्यायके द्वारा 
समाजमें मनुष्यका स्थान तथा तदनुसार कर्तव्य और अधिकार- 
का निर्णय होता है । श्रद्धासे अधिकारकी रक्षा तथा 
कतंव्यपालनकी प्रेरणा प्राप्त होती है । विवेकसे भले-बुरेकी 
पहचान होती है और निष्ठाके द्वारा सबको जीवनकी 
यथार्थताका अनुभव होता है । 


कन्फ्यूसियसके आचारवादमें मुख्यतः प्रकृतिपूजा और 
पितरपूजाका समावेश होता है । चीनमें राजासे लेकर रङ्कतक 
सभी इन द्विविध पूजाओंका विभिन्न-विभिन्न प्रकारसे अनुष्ठान 
करते हैं । 

कन्फ्यूसियसने तीन ग्रन्थोंका सम्पादन किया । ये 
वस्तुतः अति प्राचीन कालके लिखित अनेकों पुस्तकोंके 
संकलन मात्र है- ( १ ) शू क्रिंगमें २३ बीं सदी पूर्वसे ८ वीं 
सदी पूर्वतककी ऐतिहासिक घटनाओंक्रा वर्णन है) (२) 


शी किंगमें प्राचीन कविताओंक्रा संग्रह है और (३) 


यी किंगमें ३० वीं सदी पूर्वसे होनेवाळे परिवर्तनोंका वर्णन है। 
~ 0०३ €२ 
कन्फ्यासयसक [वचार 
( १ ) दुराचारी मनुष्यको उत्कृष्ट पद नहीं देना चाहिये; 
क्योंकि ऐसा करनेसे लोग अपना सुधार केसे करेंगे | 
(२) ईश्वरकी आज्ञा क्या है- यह जवतक समझसें 
नहीं आ जाता) तबतक कोई श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बन सकता | 


( ३ ) काव्यकी पुस्तकमें तीन सौ पद हैं, परंतु सबका 
सार इस एक ही वाक्यमै समाया हुआ है--/अधम विचार 
मनमै मत लाओ |? 


. (४) मनुष्य जितना सौन्दर्यको चाहता है, उतना 
सद्रुणको चाहनेबाला प्रायः नहीं मिलता | 


(५) क्या सद्रुण कोई दूरकी वस्तु है ! इच्छा करो 


कि, “मै सदुणी बनूँ” और देखो ! सहुण तुम्हारे पास है । 


(६ ) सहुण थोड़ा और अधिकार 
हि दुग थो कार बड़ा, बुद्धि थोड़ी 
भौर योजना बड़ी, शंक्ति कम और बोझ भारी--जहाँ ऐसी 
स्थिति हो, वहाँ निष्फलता न आये--यह हो नहीं सकता । 


(७) भ्रेष्ठ मनुष्य सद्रुणका चिन्तन करता है, 


---:::>>>>>>> नन ्मपममपप्क्प्््क्क्क्किक्क्किस्ल्व्व्व्व्ट्लायस्ट्््>-स->>--. 
२१५८-०८-००: >“। FE ETS, 


4 


भी 


आ 


। 


% जर्दुइत-मत और मानवता ॐ ६५९, 





-एफफ्फ्पटट्प्््ट्ट्व््य्ट्््््य्प्य्प्पपप्प्प्सप्प््प्प््प्स्प्प्प्प्प्प्फ्म्प्फ्कस्फफपप्सप्प्पपपटटटटप्स्स्यस्स्व्व्या 





ओछा मनुष्य सुख-सुविधाका चिन्तन करता है । 
कन्फ्यूसियसके अनेक उपदेश कहावतोंके समान चीनमें 
६५, घारणमै ~ ~ उनमेंसे ~ हे 
सर्वसा प्रचरित हैं । उनमेंसे कुछ ये है-- 
( १ ) जो व्यवहार तुम अपने प्रति नहीं पसंद करते; 
वह दूसरोंके प्रति न करो ( २ ) बड़ा आदमी अपना दोष 


देखता है और छोटा आदमी दूसरेका । ( ३ ) यदि विद्याको 
विचारके द्वारा पचाया नहीं गया तो उसके अ्जनमें किया 
हुआ श्रम व्यर्थ जाता है । ( ४ ) यदि तुम मनुष्यकी सेवा 
नहीं कर सकते तो देवताकी सेवा क्या करोगे | ( ५ ) मनुष्य 
और उसका कर्तव्य समाजके लिये है | 


= PO 


जरदुश्त-मत ओर मानवता 


(लेखक--पं० श्रीगौरीशंकरजी द्विवेदी ) 


जरदुरत बलखके राजा विइतस्पाका पुत्र था । इतिहास- 
कारोंका अनुमान है कि जरदुइतका जन्म सिकंदरके 
आक्रमणसे ३०० वर्ष पूर्वं हुआ था । सुनते हैं कि वह इस 
पृथ्वीपर अवतीर्ण होते ही हँस पड़ा था । पारसियोंके धर्म- 
ग्रन्थ अवेस्तामें लिखा है कि “जिस समय जरदुइत धरा- 
घामपर अवतीर्ण हुआ, प्रकृतिमे सर्वत्र आनन्द छा 
गया ।? ( यश्त १३ । ९३ ) 
प्रज्ञा और सत्यमे अनुरक्ति होनेके कारण जरदुश्तने जन- 
सम्पर्कका त्याग करके जंगलका रास्ता ल्या और एक 
पहाड़के ऊपर एकान्त जीवन व्यतीत करने लगा | एक बार 
जंगल्में आग लगनेके कारण उस पहाड़के चारों ओर अग्निः 
ज्वाला व्याप्त हो गयी, परंतु जरढुइत किसी प्रकार वहाँसे 
निरापद बच निकला तथा मैदानमे जनसमूहके सामने उसने 
पहला उपदेश दिया । वह पहाड़ ईराककी सीमामे पड़ता 
था और उस समय उस देशमै दारियसका पिता ह्यस्तस्पस 
राज्य करता था । 
१३वीं गताब्दीमै लिखित 'जरदुइतनामाः नामक 
फारसी पुस्तकके अनुसार जरदुइतने जीवनमै अनेक चमत्कार 
किये, उसके द्वारा लोगोंके रोग और पीड़ासे सुक्त होनेकी 
अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं। जरदुइती मतका प्रसिद्ध ग्रन्थ 
अवेस्ता कहलाता है । अवेस्ताके ५ मुख्य भाग हैं यसू 
जो ७२ हाइते अर्थात्‌ अनुच्छेदोमे विभक्त है। ये 
वस्तुतः मन्त्र हैं, जो विभिन्न देवताओंकी प्रसन्नताके लिये 
यजञमें पढ़े जाते थे । विदपेरेद और वेंदीदेदमे यज्ञांके 
विधान हैं । यस्तमै देवताओंकी स्वृतिया हैं, जो गाकर पढी 
जाती हैं । पाँचवा खुद अवेस्ता, जो अवेस्ताका सारसंग्रह 
है | खुर्दका अर्थ है छोटा (क्षुद्र ) | अतएव यह अवेस्ताका 
छोटा रूप है, जो सर्वसाधारणके लिये रचा गया है । उपर्युक्त 
चार भाग विशेषतः पुरोहित वर्ग तथा सम्पन्न लोगोंके ल्यि 


हैं, जो विभिन्न प्रकारके यज्ञोंके अनुष्ठानमें रत होते हैं। 
जरदुइती मतके देवता प्रायः वैदिक देवता ही हैं। 
उस समय भारतके पश्चिमोत्तरके देशोंमें अग्निपूजा या सूर्यकी 
पूजा किसी-न-किसी रूपमै प्रचलित थी । अवेस्तामें आगे 
चलकर मिश्र ओर वेरेथ्रच्न देवताकी पूजाकी प्रधानता देखने- 
में आती है । ये दोनों देवता वेदोंके मित्र और बृत्रन्न अर्थात्‌ 
इन्द्र हैं। 
इस मतके मुख्य देवता हैं--अहुर या अहुर मज्द । ये 
दैवी-शक्तिसम्पन्न देवता हैं और सत्य, सदाचार, दया, 
पुण्य आदि शुभ कमांके प्रेरक हैं । इनका बिरोधी अहि- 
मन झूठ, दुराचार, निर्दयता और पाप आदि अशम कर्मो- 
का प्रेरक है। जरहुइती मतके अनुसार सत्य, सदाचार, 
दया, पुण्य आदि शुभ कमेंमें ही जीवनको लगाना मानवता 
है। इनके विपरीत कर्मौको करना शेतानी है | 
वैदिक युगके अवसान-क्रालमे आर्यधमे भारतके 
पश्चिमोत्तर देशोंमें हासको प्राप्त हो गया । “ऋ गतो? धातुसे 
आर्य शब्द सम्पन्न होता है । वस्तुतः उन देशोंके आर्य 
घुमकड़ जीवन व्यतीत करते थे । उनमें हिंसात्मक प्रवत्तियाँ 
प्रबल थीं) वे देवताकी प्रसन्नताके ल्यि पशुघात करते थे। 
परस्पर लड़ते रहते थे; मांसाहारी थे और मदिरा पान करते 
भे । मानो वहाँ समाजमें फैले हुए दोषोंका निराकरण करके 
धर्मकी प्रतिष्ठाके लिये ही जरदुरतने जन्म लिया था | जर 
दुइती मत बौद्धधर्मके समान एक तत्कालीन सामाजिक 
कुरीतियोंका बिरोधी और सुधारक मत था । उसने कृषिः 
कार्यमे लगकर) घुमकड़ जीवनका त्याग करके गाहस्थ्य जीवन 
बितानेकी उपयोगिता बतलायी; गोरक्षा) पशु रक्षा करने तथा 
कुरीतियोंका त्याग करके सभ्य जीवन बितानेकी शिक्षा दी | 
उनके 'अहुर मज्द? देवता वैदोके ,असुर देव हैं ।--'असून्‌ 
प्राणान्‌ राति ददातीति असुरः ।' जो प्राणियोंको प्राणवन्त 
बनाते हैं, वे दी देवता असुर हैं । अवेखाकी भाषामै उसे ही 


६६० $ मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमाथंका # 








अहुर “कहते हैं, मज्द? का अर्थ है पूज्य । “अहुर मज्द? 
मनुष्यको पुण्यात्मिका प्रवृत्तिमे लगाकर उसका उद्धार करते 
है । इस कार्यमें बाधक है अहिमन ! वह अशभ प्रवृत्तियों- 
की ओर मनको प्रलुब्ध करता रहता है। इन्हीं दोनों 
तत्त्वांको आगे चलकर हजरत महम्मद साहब खुदा और 
शैतानके नामसे पुकारते हैं | यह “खुदा? शब्द जरदुइती मतसे 
लिया गया है ( देखिये यस १२ में “अहुर मज्द खोदाए? ) । 

मानवताकी हष्टिसे जरदुइतका मत मानव-समाजको 
आचार और धर्मके क्षेत्रमै उन्नत करनेमें सफल हुआ | 
जरदुझ्ती मतकी एक शाखा आगे चलकर ईसाकी चौथी 
सदीमें मिश्र ( वेदिक “मित्र? ) देवताकी पूजाका प्रसार करने 








लगी और इसका प्रसार जर्मनीसे लेकर समस्त रोमन 
साम्राज्यमें हो गया । यह मिश्र देवता वेदोंके सूर्य देवता ही 
हैं, वही मित्र कहलाते हैं। इस पूजाने पश्चिमके देशोमे 
सूर्यकी पूजाके साथ-साथ सात्त्विक आचारका प्रचार किया 


` और मानवताको उन्नत करनेमें पर्याप्त योग दिया । यह 


आश्चर्यकी बात है कि इधर उन देशोंमें यज्ञ-यागादिके साथ 
£ 0. था औ घर > 
वेदिक धर्मका प्रसार हो रहा था और इधर वेदिक 
यज्ञोंकी निन्दा करता हुआ ज्ञान और कर्मप्रधान जीवनकी 
दिव्यताका संदेश देनेवाले बोद्धधर्मका सूर्य भारतमै उदया- 
चलके क्षितिजपर अपनी सुनहली किरणोंका आलोक 
बिखेर रहा था । 





मानवताके देवदूत महात्मा लाओत्जे 


( लेखक-श्रीरामलालजी ) 


एशिया महाद्वीपके प्रायः सभी भूमिखण्डोपर जगत्‌, 
जीवात्मा और परमात्माके तत्त्वविवेचनकी परम्परा बहुत पहले- 
से चली आ रही है, पर उनमें भारत और चीनकी दर्शन 
अथवा विचारश्षेत्रमें प्रधानता स्वीकार करनेमे आपत्ति नहीं 
दीख पड़ती । समय-समयपर बड़े-बड़े महर्षियों और 
दार्शनिकोने जन्म लेकर मानवके विचारोंमें मौलिक क्रान्ति 
उपस्थित की है । ऐसे ही विचारकोम परम मनीषी महात्मा 
लाओल्जेको विशिष्ट स्थान प्राप्त है । उन्होंने मानवको परमेश्वर 
का रहस्य समझाया एवं जीवनको सरळ और निर्मल तथा 
निष्कपट बनानेक्रा उपदेश दिया | वे चीनमें ताओ-धर्म-- 
भागबतधर्मके प्रवर्तक थे; महात्मा कनफ्यूसियस उनके 
समकालीन थे और उनके तत्त्वचिन्तनको लाओत्जेने अमित 
प्रभावित किया था । चीनको दार्शनिक लाओल्नेने ईश्वरीय 
मार्गपर चलनेका उपदेश दिया । 


ताओ-धर्मं मानवताका धर्म है | इसका स्पष्ट निर्देश 
है कि ईश्वर ही अन्तिम और परम ध्येय हैं, समस्त प्राकृतिक 
विधानमें उन्हींकी परम सत्ता दिव्य ज्योति परिव्याप्त है | 
जो यह जान जाता है कि परमात्मा क्या हैं मनुष्य क्या है, 
वह सिद्ध है । इन दोनों महान्‌ तत्त्वोका रहस्य समझ छेनेपर 
बह जान जाता है किं परमात्मा मेरे मूळ हैं और मुझे 
मानवताकी सीमामें संयमित रहकर जीवनयापन करना 
नाहिये-संक्षेपमें ताओ-धर्ममें मानवताका यही स्वरूप है। 
यही लाओत्नेके उपदेशका सारांश है । चीनी भाषामें घर्मके 


लिये “तुंग चिआओ? शब्द व्यवहृत होता है, जिसका आशय 


है उपदेशके प्रति सम्मान । ताओ-धर्म भी महात्मा लाओत्अ- , 


के उपदेशमात्र हैं मानवके प्रति | वे मानवताके देवदूत थे । 

महात्मा लाओल्जेने अनुभव किया कि परमेइवरकी 
सृष्टि ओर प्रकृतिके खरमें स्वर मिलाकर समरस गतिसे 
चळनेवाले मानवको अलौकिक आनन्द मिळता है | मानव 
प्रकृतिकी गतिमें अवरोध न उत्पन्न कर उसके समय-समयके 
परिवर्तनोंके साथ सामञ्जस्य स्थापितकर जीवनमें सरलता 
और निष्कपटताका झरना बहा सकता है | लाओल्ने रहस्यवादी 
महात्मा थे; उन्होंने मानवताको अपनी रहस्यमयी पारमार्थिक 
अनुभूतियोंसे सम्पन्न किया । उन्होंने बतलाया कि ताओ 
परम सत्य है, कालातीत है, समस्त सुष्टिका निर्माण करने- 
वाला सनातन नित्य-निराकार चिन्मय तत्त्व है, समस्त चराचर- 
में वही व्याप्त और अभिव्यक्त है, मानवता उसीकी सत्तासै 
प्राणमय है । ताओका ज्ञान प्राप्तकर मानव समस्त ज्ञान 


प्रात कर लेता है, उसे फिर कुछ जानना नहीं रह जाता। 


ताओ तत्वका दर्शन बही मानव कर सकता है, जिसके 
हृदयमे लेशमात्र भी सार्थकी भावना नहीं रह जाती | ताओ- 
परमात्म-तच्च अतल गहनताका भी गहनत्व है, समस्त 


आध्यास्मिकताका प्रवेश द्वार है--ऐसी शि क्षा 
नलिनः क्षा लाओत्जेने अपने 


Sr, 


वी 


# मानवताके देवदूत महात्मा छाओत्जे # 








स्लट ०० ०-४००००४००-०-०---४-----:-:- 


विचार करते रह गये कि मानव अपने सरल सदाचारी 
जीवनके द्वारा किस तरह ताओके सिद्धान्त--दिव्य ईश्वरीय 
पथपर चलकर परम श्रेय पा सकता है । संक्षेपे उनका 
परिचय केवल इतना ही है कि वे चीन महादेशके चू राज्य- 
के निवासी थे । वे ईसासे छः सौ चार साल पहले होनान 
प्रान्तके क्वे ते नगरसे थोड़ी दूरपर एक साधारण गाँवमें 
वेदा हुए थे । अपने विचारपूर्ण जीवनके कुछ साळ उन्होंने 
चाऊके राजकीय पुस्तकाल्यमें बिताये । उन्होंने 'ताओ-ते- 
किंग? पुस्तककी रचना की, इसमें उनके आध्यात्मिक जीवन 
और उपदेशोंपर अच्छा प्रकाश डाला गया है । उन्होंने 
लोगोंको आध्यात्मिक जीवनका विज्ञान विचारके प्रकाशमै 
समझानेका पूरा-पूरा प्रयत्न किया । उन्होंने प्रकृतिकी प्रगतिके 
अनुसार चलनेकी सीख दी, यही उनकी मानवता है प्रकृति 
और सुष्टिके सिद्धान्तके विरुद्ध चलनेको वे हिंसात्मक कार्य 
मानते थे । उन्होंने मानवताका परिचय अध्यात्म-विज्ञानसे 
कराया । उन्होंने बताया कि समस्त सृष्टिका संचालन अनादि, 
निराकार, सर्वव्यापी शक्तिके हाथोंसे होता है । इस शक्तिका 


नाम ताओ है | ताओसे थिन और यांग-प्रक्कति और पुरुष- 


की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं दोनोंसे खामाविकरूममै सारी सृष्टि 
चलती रहती है । ताओसे उत्पन्न समस्त चराचर निरहंकार 
और कर्तृत्वके अभिमानसे परे हैं; इसी तरह मानवको भी 
अहंकारञ्ूत्य और सरल होना चाहिये । सारे समाजको व्यवस्थित 
और सुन्दर बनानेके ल्यि यह आवश्यक है कि उसकी बाग- 
डोर बिचारको, संतों और महात्माओंके हाथमै हो । 
लाओत्जेने आजीवन इस तरह समस्त मानवताके हितका 
चिन्तन किया । 

महात्मा कनफ्यूसियस विचारक लाओत्जेके प्रति बड़ी 
श्रद्धा रखते थे । वे उनसे मिलने गये । लाओल्जेने उनको 
यी चिन- “परिवर्तनके नियम? नामक पुस्तक पढ़ते देखकर 
कहा कि आजकी मानवता और न्याय अपने अस्तित्वमें नहीं 
है, उनका केवल नाममात्र रह गया है । वे केवल निर्दयता 
और अन्यायकी कृतियोंपर परदा डालनेके साधन रह गये हैं । 
वे मानवके हृदयको चोट पहुँचानेवाले यन्त्र हैं | अव्यवस्था 
जितनी आज बढ गयी है, उतनी पहले कभी नहीं थी । 
कबूतर अपनेको श्वेत बनानेके लिये नित्य सबेरे खान नहीं 
करते, न कीआ अपना काला आकार स्थिर रखनेके लिये 
अपने-आपको काले रंगसे रँगता है । इसलिये ताओका पथ दी 





६६१ 





सदूगति दे सकता है । ईश्वरीय सल्सिद्धान्तको ही पूरे प्रयत्नसे 
अपनाना चाहिये। यही न्याय और मानवताका मार्ग है । 

छाओल्जेने चाऊ राज्यकी राजधानीमै पुस्तकालयाध्यक्षके 
पदपर काम किया । वे अपने आपको जनसम्पर्कसे दूर रख- 
कर आत्मचिन्तनमें छीन रहना चाहते थे । उन्होंने शासकको 
अनेक बार सावधान भी किया था कि भौतिकता बढ़ रही दै? 
शासन विनाशके मुखमै जा रहा दै, आध्यात्मिक जीवन 
अपनानेसे ही मानवताका संरक्षण हो सकता है, किंतु उनकी 
चेतावनी निष्फल हो गयी । राज्यका विनाश होते देखकर 
उन्होंने राजधानीसे बाहर चले जानेका निश्चय कर लिया । 
होनानकी उत्तरपश्चिमी सीमा हाँकूमें पहुँचनेपर सीमारक्षक 
थिन-हिसीने उनसे निवेदन किया कि आप राज्य छोड़कर 
एकान्त-सेवनके लिये जा रहे हैं, मेरे लिये एक पुस्तक लिख 
दीजिये । लाओल्नेने ताओ और सदाचारपर पुस्तक लिख 
दी । लाओत्जेने लिखा--आकाश और पथ्वीकी उत्पत्तिके 
पहलेसे नाम-आकारसे परे एक नित्य नवीन; अपरिवर्तनशील, 
शाश्वत) परम गुप्त सत्ताका अस्तित्व है, वही ताओ है । ईश्वर- 
की ओर मुख कर लो; शान्तिमे अवस्थित हो जाओ । जीवन 
आता-जाता रहता है, जन्ममरण और प्रत्यावर्तनका क्रम 
चलता रहता है । शान्ति ही जीवनका संगीत हे; सहज 
समर्पण तत्त्व दै, नित्य वस्तु-तत्त्व परमेश्वरमें पूर्ण समर्पण ही 
परम शान्ति है । यह शान्ति ही सनातन चिन्मय 
ज्योति है। 

महात्मा लाओल्जेने मानवताके सिद्धान्त प्रेम, नम्रता 
और सदाचारपूर्ण संयमित जीवनके रूपमै स्थिर किये । उन्होंने 
साधारण मानवकी तरह रहकर प्रेममय जीवन बितानेपर बडा 
जोर दिया । उन्होंने कहा कि मेरे पास तीन निधियाँ हं, जिन 
में बड़ी सावधानीसे रखता हूँ । पहली प्रेम हे; दूसरी नम्रता 
है और तीसरी निधि यह है कि संसारमै समयानुकूल सदाचारः 
पूर्ण जीवन बिताया जाय । प्रेमसे बीरता आती, नम्रता महान्‌ 
बनाती है, संयमित समयानुकूल जीवनसे अधिकार--खत्वकी 
रक्षा होती दै । उन्होंने निष्काम-निस्खार्थ जीबन अपनाने- 
की ही सीख दी मानवमात्रको । वे सदाचार और मानबता- 
को प्रदर्शनकी वस्तु नहीं मानते थे, जीवनका प्रकाश समझते 
थे | मलाई और बुराई दोनोंके ही बदले उन्होंने भलाई 
करनेको ही मानवका सदाचार बतलाया | लाओल्जेके मानवता- 
सिद्धान्त विश्वजनीन और सर्वमान्य हँ 


— उ IN 





६६२ 








# मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका कट 


२२२ << 
~— त्ल्स््त्त्त्त्त्ल्ल्च्च्ज्य्त्ल्ज्लज्ननड न S-—- 


मानवता ओर विश्वबन्धुलके प्रेरक श्रीबेडन पावल 


( लेखक-- श्री «दत्त ) 


आज संसारके कोने-कोनेमें खाकी वर्दी पहिने और गले- 
में रंगीन रूमाल ( स्कार्फ ) बाँधे लाखों युवक-युवतियोंको 
कौन नहीं जानता, जो अपनेको संसारव्यापी एक परिवार- 
का सदस्य मानते हुए विश्वश्रातृव और सेवाका आदर्श 
उपस्थित कर रहे हैं । सुषुप्त मानबतामें सहानुभूति) प्रेम और 
सेवाकी भावनाओंको जाग्रत्‌ करनेवाले इस बालक-बालिकाओं - 
के संगठन :स्काउट-गाइड आन्दोलन? के प्रवर्तक थे-- 





श्रीबेडन पावल महोदय। आज उन्हींके द्वारा प्रदर्शित मार्गपर 
संसार-भरके ये नवयुवक-युवतियाँ आगे बढ़कर मानवताकी 
सच्ची सेवा कर रहे हैं । 

स्काउट-गाइड आन्दोल्नमै बालक-बालिकाओको अपने 
देशका सुनागरिक बनानेके ल्व प्रशिक्षित किया जाता है। 
उनमें मानवताके सर्वश्रेष्ठ गुणोंका समावेश करानेके ल्यि 
स्काउट-गाइड नियम-प्रतिज्ञाओंका पालन सिखाया जाता है; 
जो मानवताको श्रीबेडन पावलकी अमूल्य देन है। विभिन्न 
धर्मों और सम्प्रदायोंके उपदेशोंका मन्थन करनेके बाद म 
बेडन पावलने ये आदर्श मानवताके रत्न निकाले हैं, जिनपर 


संसारभरके स्काउट-गाइड आगे बढ्नेका भरसक प्रयास करते 


हैं। ये मानवताके आदर्श नियम इस प्रकार हैं. 


स्काउटकी प्रतिज्ञा 
१. मैं मर्यादापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति 
ईश्वर ( ध्म ) और अपने देशके प्रति अपने कर्तव्यका 
पालन करूँगा | 
२. सदा दूसरोंकी सहायता करूँगा | 
२. स्काउट-नियमोंका पालन करूँगा । 
स्काउट-नियम 
१. स्काउटका वचन विश्वसनीय होता है । 
२. स्काउट वफ़ादार होता है । 
२. स्काउटका कर्तव्य है कि वह ईश्वर ( धर्म ) का 


सम्मान, अपने देशकी सेवा और दूसरोंकी सहा- | 


यता करे । 

४. स्काउट सबका मित्र होता है और प्रत्येक दूसरे 
स्काउटका भाई होता है- चाहे वह किसी भी देश, 
जाति या धर्मका हो । 

५. स्काउट विनम्र होता है । 

३, स्काउट पशुपक्षियोंका मित्र होता है | 

>. स्काउट अनुशासनशील और आज्ञाकारी होता है । 

८. स्काउट वीर होता है और आपत्तिमें भी प्रसन्नचित्त 
रहता है । 

3. स्काउट मितव्ययी होता है । 

१०. स्काउट मन) वचन और कर्मे शुद्ध होता है | 

इन प्रतिज्ञा ओर नियमोंका पालन करते हुए स्काउट- 

गाइड आदर्श नागरिक और सच्चे मानव बनते हैं, जिससे 
मानवताको बल मिला है | यह संगठन एक अन्ताराष्ट्रिय 

ST है, जिसकी शाखाएँ संसारके लगभग सभी प्रजातन्त्रीय 
देशोमै फैली हुई हैं । इस प्रकार मानवताकी सच्ची सेवा करने- 
वाले इस संगठनका उदय खर्य बाल्क-बाल्किओंने श्रीबेडन 
पावलकी विचारधाराको उनकी पुस्तक ( Scouting for 
3095) में पढ़कर किया था | १९०७ ई० में ब्राउन-सी 
नामक द्वीपपर २० मिले-जुले बालकोंके एक शिबिरमें श्रीबेडन 
पावलने जो उपयोगी बातें उन्हें बतलायी थीं, उन्हीको संग्रहीत 


EN 


दुर 





$ मानवता और विश्व-वन्धुत्वके प्रेरक श्रीवेडन पावल % 


६६३ 








कर उक्त पुस्तक प्रकाशित की गयी थी, जिसके आधारपर 
हजारों बालक स्वयमेव स्काउट बनने लगे | 

बच्चोंके उत्साह और आन्दोलनकी प्रगतिको देख सन्‌ 
१९१० में श्रीबेडन पावलने उसको संगठित किया । तत्पश्चात्‌ 
१९२०-२१मे इस संगठनने अन्ताराष्ट्रिय स्वरूप धारण 
कर लिया और श्रीबेडन पावल इसके “चीफ स्काउट! 
निर्वाचित हुए । 

इस प्रकारके विश्वव्यापी संगठनके प्रवर्तक श्रीबेडन पावळ- 
का जन्म २२ फरवरी) १८५७ को ळंदनमें हुआ था । इनके पिता 
श्रीएच० जी० बेडन पावल ऑक्सफर्ड विश्व-विद्यालयमे विज्ञाना- 
चार्यं थे और इनकी माता श्रीमती हेनरिद्ा ग्रेस थीं । बाल्या- 
वस्थासे ही बालक बेडन पावलको प्रकृतिसे प्रेम था और वे 
भ्रमण तथा बाहरी जीवनसे अधिक प्रसन्न रहते थे । 
प्रारम्भिक दिक्षाके बाद ये ऑक्सफर्डमें अध्ययन करना 
चाहते थे; किंतु इन्हें एक सैनिक परीक्षामें सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
हुआ और १३ वीं हसार्स-सेनाका अधिकारी बनाकर भारत 
भेजा गया । भारतमै उन्होंने दस वर्ष व्यतीत किये, जहाँ 
उन्होंने अनेक प्रकारके सैनिक-अनुभवोंके साथ-साथ भारतीय 
जीवन और आदर्शोंका अनुभव किया । उन्होंने नेटाल, जुळू 
प्रदेश, साल्या, मतावळे प्रदेश और अफ्रीकाके अन्य देशोंमें 
कई युद्धोमें भाग लिया और वीरतापूर्वक विजय और सम्मान 
प्राप्त किया । मेफकिंगकी रक्षामें उन्होंने बाल-सेनाका निर्माण 
किया । इसी समय उनके मस्तिष्कमे बालचर संगठनकी 
विचारधारा आयी । कुछ लोगोंका मत है कि भारतमै हरि- 
द्वारके पास जंगलोंमें एक मद्दात्मासे बात-चीतके समय उन्हे 
इस बाल-संगठनकी स्थापनाका आभास मिला था | मेफकिंग- 
विजयपर श्रीवेडन पावलको मेजर जनरल बना दिया गया । 
आज भी इर्लैंडके इतिहासमै उन्हें 'मेककिंगका वीर? कहा 
जाता है । इसके बाद ब्राउन-सी द्वीपमें प्रथम बालचर-शिबिरके 
साथ बाळचर-आन्दोलनकी रूपरेखा संसारके सामने आयी; जो 
आज मानवताका सम्बल है | 

श्रीबेडन पावल एक सुदक्ष सैनिक अधिकारी होनेके 
साथ-साथ एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक, शिक्षाविद्‌, दार्शनिक 
और विचारक भी थे । उनकी बहुमुखी प्रतिभाने ही आज 
मानवताको दो अमूल्य रत्न दिये है -स्काउटिंग और गाइ- 
डिंग, जिनसे प्रभावित होकर आज संसारके लाखो करोडो 
अनजान हृदय विश्वश्रातृत्वके एक सूत्रमै बँधे हुए हैं । सन्‌ 
१९५८ में श्रीबेडन पावछकी जन्मदाताब्दी संसारमरमे धूमः 
धामसे सनायी गयी । 





श्रीवेडन पावलका जीवन-दर्शन ( Philosophy of 
1१९ ) हमें आदर्श मानवताकी ओर अभिप्रेरित करता है । 
उन्होंने १७ वर्षसे अधिक आयुवाले नवयुवक रोवंर स्काउर्टो- 
को संसारकी नश्वरता और सेवाका महत्त्व बतळाते हुए जो 
दार्शनिक विचार प्रकट किये हैं, वे प्रत्येक मानवके लिये 
मननीय हैं, अनुकरणीय हैं-- 

“जीवन क्षणिक है । ज्योँ-जयों व्यक्ति बड़ा होता जाता है) 
समय तीव्रतासे व्यतीत होता जाता है । ऐसी स्थितिमें ईश्वर- 
द्वारा प्रदत्त जीवनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग दूसरोंकी सेवा करना 
है, भलाई करना है । अपने आनन्द, व्यवसाय-उन्नतिके साथ- 
साथ दूसरोंकी सहायता करना मानवका कर्तव्य है । जीवनमै 
किसीको चोट या दुःख नहीं पहुँचाना और भविष्यके लिये 
“सेवा? को अपनाना प्रत्येक रोवर स्काउटका कर्तव्य है । 
“सेवा? केवळ खाली समयके लिये ही नहीं है, वरं सेवा जीवन- 
का एक अङ्ग है, जो अपनी अभिव्यक्तिके लिये अवसर 
चाहता है | हम सेवाके बढलेमै किसी प्रकारका वेतन या 
पुरस्कार नहीं पाते, किंतु वह हमें “स्वतन्त्र मानव? ( Free 
1191) बनाती है । हम किसी मालिकके ल्यि सेवा नहीं 
करते, हम परमात्मा और अपनी आत्माके ल्यि स्वान्तः- 
सुखाय सेवा करते है । इसका तात्पर्यं यह है कि हम मानव 
हैं । हमारी सेवाकी सफलता हमारे व्यक्तिगत चरित्रपर निर्भर 
है, अतः हमें दूसरोपर प्रभाव डालनेके ल्यि अपने आपको 
अनुशासनशील बनाना है । भगवान्‌ आपको वास्तविक मानव 
और सच्चा नागरिक बननेमै सहायक हौं ।?? 

वास्तवमै इन शब्दोंमें श्रीबेडन पावलका जीवन छिपा है; 
उनका अनुभव छिपा है; जिसके आधारपर चलकर प्रत्येक 
बालक-बालिका और युवक-युवती वास्तविक मानव बननेका 
भरसक प्रयास कर रहे हैं । ऐसे ही वास्तविक मानवोकी 
आशा मानवता लगाये बैठी दै, जिनपर उसका सम्पूर्ण भविष्य 
आधारित है । भगवान्‌ करें) श्रीबेडन पावलका यह आदश 
संसारके जन-जनके मनको अभिप्रेरितकर वास्तविक मानवता- 
की ओर अग्रसर करे और यह संसार सरस, सुखी और 
जान्तिमय बन जाय) जहाँ “वसुधैव कुडम्बकम्‌? के आधारपर 
सब भाई-माई और बहिन-बहिनके रूपमे हिल-मिलकर 
रह सके । 

धन्य हैं इस प्रेरणाके खोत और प्रवर्तक श्रीबेडन 
पावल और धन्य हैं इसको जीवनमै अपनानेवाले मानवताके 


रुच्चे पुजारी ! मानवताका कल्याण हो ! 


PGI 


६६४ 





# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 





अन्ताराष्ट्रिय जनहितकारिणी संस्था 'रेडकास' 


( छेखक--पं० आीजानकीनाथजी शमा ) 


आज प्रायः इस संस्थाको स्थापित हुए सौ वर्ष ही पूरे 
हो रहे हैं | पर इसकी सदस्य-संख्या इतनी तेजीसे बढ़ रही है 
कि उसे देखकर सर्वथा चकित रह जाना पड़ता है । विश्वके 
प्रायः ७० राष्ट्रोमे सब मिलाकर आज इसके १२ करोड़, 
७० लाख सदस्य हैं; जब कि १९३९मैं ४८ राष्ट्रोंमे इसके 
कुल सदस्य २ करोड़तक ही सीमित थे । 

उत्तरी इटलीके सालफेरिनो नामके स्थानमै २४ जूनकी 
रात्रिमै एक युद्धकी समाप्ति हुई | इस समय इस युद्धक्षेत्रमें 
४० हजार सिपाही अर्धमृत या मृतावस्थामे पड़े थे | इसी 
समय खिजरलेंडका एक व्यापारी हेनरी डूनैंट किसी 
प्रकार वहाँ जा पहुँचा | जो सिपाही वहाँ घायल तथा अर्धचेतना- 
वस्थामे पड़े थे, उन्हें एक बूँद जलतककी सहायता देनेवाला 
कोई नहीं था | इस मर्मविदारक दृश्यसे स्विस व्यापारीका 
हृदय अत्यन्त व्यथित तथा दयाद्र हुआ और उसने उभय 
पक्षके आहत योद्धाओंके लिये सेवा-शश्रूषा तथा चिकित्सा 
आदिकी व्यवस्था की । उसने निकटवर्ती ग्रामीणोंसे उनकी 
सहायताके लिये प्रार्थना की और “मानव-मानब भाई-भाई?का 
नारा लगाया | यही एक प्रकारसे इस पवित्र मानवताकी 
भावनाकी नींव हुई । इस प्रकार सालफेरिनोक़ी इस दुःखद: 
घटनाने मानव-जातिके एक महान्‌ श्रेयका मार्ग भी 
प्रशस्त किया । 

इसके बाद हेनरी डूनेन्टने Memory of Selferino 
( सालफेरिनोकी संस्मृति ) नामसे एक पुस्तक लिखी | इसमें 
उसने रोगियों तथा आहतोंको किसी भी राष्ट्रसे असम्बद्ध 
मानने तथा सेवाके समुचित पात्र मानकर झुश्रूषोपयोगी 
सिद्ध करनेकी अकाट्य युक्तियाँ दीं | यह पुस्तक १८६२ में 
जेनेवासे प्रकाशित हुई । इस पुस्तकके देखनेसे हेनरीकी उस 
मनोव्यथाका पता चलता है, जो सालफेरिनोके युद्धक्षेत्रमे 
उपेक्षित, असहाय, घायल सैनिकोंके देखनेसे उसे हुई थी। 
१८६४ में उसने जेनेवामें ही राजनीतिज्ञोकी एक सभा 
बुलायी, जिसमें सर्वप्रथम यूरोपके बारह शक्तिशाली राष्ट्रोके 
प्रतिनिधियोंने “रेड-क्रास-आगेनाइजेगन' के प्रस्तावपर हस्ताक्षर 
किये और यह संस्था प्रकटरूपमें विश्वके सामने आयी । इस 
तरह उस सहृदय व्यापारीकी अभिलाषा पूरी हुई । 

इसके बाद हेनरी प्रायः अपने व्यक्तिगत जीवनके ही 
कार्य-कलापोंमें लग गया । किंतु १८७० में जब फ्रान्स तथा 
प्रशाका युद्ध चल रहा था, तब स्री-बच्चोंको 


स रे ही स्तुत्य है । 


बचानेमें वह पुनः जी-जानसे जुट गया । १९०१ में उसे 
“नोबेल पुरस्कार? मिला, जिसका अधिकांश भाग उसने 
दीन-हीनोंकी सेवामें ही समर्पित कर दिया | अन्तमें १९१० के 
३० अक्टूबरको उसका स्विजरळैंडमे ही देहान्त हो गया । 
पर इस संस्थाका प्रचार-प्रसार रुका नहीं, वह सर्वत्र बढ़ता ही 
गया | १९१९ के महायुद्धके बाद तो इसकी प्रगति बहुत 
ही तीव्र हो गयी और आज इसके प्रायः पौने तेरह 
करोड़ व्यक्ति सदस्य हैं । 


a 


अन्ताराष्ट्रिय रेडक्रास-परिपद्के निम्नलिखित प्रयत्न हैं-- _ 


( १ ) इसे प्रत्येक देशे कोने-कोनेमें पहुँचाया जाय । (२) 
इसके सिद्धान्तोंकी सब प्रकारसे रक्षा की जाय | ( ३) 
युद्धके समय अधिक-से-अधिक राष्ट्रिय तथा अन्ताराष्ट्रिय 
सहायताके आधारपर केदियों, रोगियों तथा आहतोंकी सेवा 
की जाय इत्यादि । 

१९१२ के बाल्कन युद्ध, १९१४-१८ के महायुद्ध तथा 


१९४०-४५ के विश्वयुद्धमें इसकी सेवाएँ अत्यन्त बहुमूल्य -__* 


थीं । इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, अकाल, महामारी आदि 
जनसंहारक बीमा रियंमे भी इसकी सेवाएँ सर्वत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
होती हैं | बाळरक्षण, पिछड़े प्रान्तोंकी समुन्नति तथा युद्धके 
समयमै सैनिकोंके पास पुस्तक, पत्र-पत्रिकाएँ एबं औषध 
पहुँचानेका कार्य भी इसका बड़ा स्तुत्य है । लँगडे-लूले, 
अपाहिज व्यक्तियोंकी सेवा भी यह संस्था तन-मनसे करती है। 
मुस्लिम देशोमें इसका प्रचार अपेक्षाकृत कम है । भारत 
भी इसका वर्षोंसे प्रभावशाली अङ्ग बन रहा है। गत वर्ष 
इस संस्थाका १९वाँ अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन दिल्‍लीमें सानन्द 
समन हुआ । भारतीय रेडक्रास संस्थाके अन्तर्गत ३०० 
औषधालय, सेवाणह, पाठगालाएँ एवं अन्यान्य सेवासदन 
ह । सेन्ट जॉन नामक सहायक संस्था इसकी ही एक उपशाखा 
है । यह प्रतिवर्ष हजारों व्यक्तियोंकी प्राथमिक चिकित्सा; 
णहचिकित्सा तथा क्षुद्ररोग-चिकित्साकी शिक्षा प्रदान करती. 
है| पुनः ये शिक्षित व्यक्ति महान्‌ मेले, पर्व, महोत्सव 
आदिके अवसरपर विभिन्न नगरमे बीमारियोंक्रे अवरोधके 
लिये टीका तथा प्रारम्भिक उपचारका कार्य करते हैं | इसके 
क हर त बाळक-बालिकाएँ जूनियर रेडक्रास 
सघक सदस्य हैं। ये अपने स्वास्थ्य सेवा तथा 
SE कक ° मानवसेवा तथा अन्ताराष्ट्रिय 


अमेरिकाकी रेडक्रास” संस्थाका इस दिशा प्रयत्न बहुत 








७ अर डे ~ 
& मानवता सोर श्रीस्वासी दयानन्द सरस्वती + ६६५ 














< LQ HE EP UN 


प्रानवता और श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती 


क so 


[ छुछ जीवन-६टनाएँ ] 


( लेखक---श्रीबाबूरामजी गुप्त ) 


( १ ) श्रीखामीजी महाराज एक दिन मथुरामे यमुना" 
जीके किनारे आसन लगाये बैठे थे | एक देवी घाटसे स्नान 
करके जा रही थी। दयानन्दको ईश्वराराधनमें लीन देखा तो 
चरणोंपर सिर रख दिया, देवीके भोगे बस्त्रोंके स्परशसे आँख 
खुली तो “माँ, माँ? कहते हुए चल दिये और गोवर्धन पर्वतके 
एक भग्न सन्दिरमै तीन दिन-रात निराहार रहकर आत्म- 
जिन्तनमै लीन रहे । शुरुजीके पास पहुँचे तो दण्डीजीने पूछा 
“कहाँ रहे तीन दिन; दयानन्द १? न 

क्षमा करें, गुरुदेव, में एक प्रायश्चित्तकी अग्नि 
तपता रहा |! 

“कैसा प्रायश्चित्त ?? गुरुजीने आश्चर्वसे पूछा । 

स्वामी दयानन्दजीनै ख्री-सर्शक्ी घटना सुनायी) जिससे 
“बिरजानन्दजीने समझ लिया कि वह आत्मा कुछ करके 
दिखानेवाली है । 

( २ ) शीतकालकी चाँदनी रात थी) गङ्गा-किनारे केवळ 
कौपीन पढिने समाधि लगाये बैठे थे। वदायूँके कलक्टर और 
उनके साथी एक अंग्रेज पादरी उघरसे आ निकले और 
खड़े होकर साश्चर्यं देखने लगे | समाधि खुली तो कलक्टर 


>> > ९ 


साहबने पूछा “आप ऐसी ठंडीमें एक ढँगोट पहने बेठे हैं ! 


210020 और हम' ' “`? वात काटकर पादरी महोदय वीचमें 
ही बोल उठे "`" “` “इनको सर्दी कहाँ ! माळ खाकर मोटे 


हो गये हैं ।? दयानन्दजीने कहा--“हम दाल-रोटी खानेवाले 
माळ क्या खायेंगे | मछली, मदिरा; अंडोंको माल समझनेवाले 
माळ तो आप खाते हैं | माल खाने-न-खानेका सर्दीसे क्या 
सम्बन्ध है १? पादरीने पूछा- “फिर इसका कारण £ कहा 
ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास ।? कलक्टर साहबने पादरीको चुप 
रहनेका संकेत किया | 

( ३ ) कासगंजमें जैसा कोई रूखा-सूखा भोजन लाकर 
देता; कर लेते । जितनी आवश्यकता होती; उतना रख बाकी 
बॉट देते । कहा करते 'अन्नं न निन्ययात्तदूबतस अर्थात्‌ अन्नकी 
निन्दा नहीं करनी चाहिये । 

( ४ ) अजमेरमै किसीने आकर समाचार दिया कि 
भरतपुरके चर्मकारोके गंजर्मे आग लग गयी । दीनबन्धु 


सा० अंश टडे-- 


दयानन्द उसी समय सहायताके लिये तैयार हो गये । तदनन्तर 
उनकी झोपडियाँ फिरसे बनवानेके लिये लोगोको चंदा देनेकी 
प्रेरणा की और उन गरीबोंकों धैर्य दिया । 

( ५ ) स्वामीजीके शाहपुरा-निवासस्थानके पास एक 
नयी बन रही कोठीकी छत टूट पड़ी । कई पुरुष नीचे दन गये, 
पता लमनेपर आपने आगे-आगे जाकर जिस शिलाके नीचे वे 
दब गये थे, उसे अकेले ही निज भुजाबलसे हटाकर उनको 
जीवन-दान दिया । 

( ६ ) लाहौरमें एक दिन पं० शिबनारायण अग्नि ञी 
आते हुए स्वामीजीकी भेंटके ल्यि कुछ पुष्प लाये। स्वामीजीने 
कद्दा--“अस्निहोत्रीजी | आपने यह अच्छा नहीं किया, प्रकृतिने 
इन पुष्पोंकों जितने दिन सुगन्ध केळानेके लिये सवा था; 
आपने उससे पहले ही उनको तोड़ लिया । अब ये शीघ्र दी 
सड़कर सुगन्थके स्थानपर दुर्गन्ध फैलायेंगे; इक्षपर लगे रहते 
तो उससे बहत मनुब्योंको लाम होता और स्वयं समयपर 


( ७ ) बुलंददाहरके ५० नन्दकिशोर द्यानन्द-दशनकें 
लिये आ रहे थे। रास्तेमें पड़ते एक खेतसे कुछ फलियां तोड़कर 
पैंट करनेके लिये छे गये | इस भेंटपर स्वासीजीने कद्दा) थे 
फलिवाँ चोरी करके लाये हो १? चोरीका नाम सुनते ही नन्दजी 
चौंककर बोले) “चोरी ! मैंने किसकी चोरी की है, महाराज १” 
स्थामीजीने कहा--“सत्य कहना; ये कलियाँ क्या खेतके मालिक- 
की आज्ञासे लाये हो ! आशाके बिना किसीकी चीज लेना 
ही चोरी है ।? 

(८) स्वामीजी एक बागमे अमण कर रहे थे | 
रामप्रसाद विद्यार्थी साथ था । उसने बागमै गिरा हुआ एक 
आम उठा लिया । खामीजीकों जब पता लगा; तब अपसन्न 
होते हुए कहा--“यहं आम तुमने मालिक्रकी आज्ञाके बिना 
क्यों उठाया, क्या यह बाग तुम्हारे बापदादाका ह! 
विद्यार्थी क्षमा माँगने लगा, तब स्वामीजीने कहा- नहीं, 
तुम्हें दण्ड दिया जायगा |! 


( ९ ) बड़ौदाके एक व्यक्ति गोविन्दराम पर दो लाख 
=पयेके हेर-फेरका केस सर टी० सी० माधवराव जजकी 


६६६ 
व मनन ता 








मानव बही जो सार्थ तज होता पथिक परमाथेका > 








अदाल्तमें चल रहा था | जज महोदय थे दयानन्दजीके भक्त ! 
गोविन्दके सम्बन्धीने खामीजीसे कहा, “महाराज ! गोविन्द 
जेलमै सड़ रहा है; आप जज साहबसे सिफारिश कर दै `" 
तो आपके वेदभाष्यके लिये मैं बीस हजार रुपये दूँगा।” स्वामीजीने 
उसे फटकारते हुए कहा- “रुपयेका प्रलोभन दिखाकर ऐसा 
घुणित प्रस्ताब ? किसीके साथ अन्याय हो, यह तो हम नहीं 


र 





चाहते; किंतु इस सम्बन्धमें ऐसे प्रलोभनका क्या अर्थ १ 
दयाळु दयानन्दने इसपर भी एक दिन बात जज 
महोदयसे कह दी, परिणामस्वरूप गोविन्द सस्ता ही छूट गया | 
एक अ्रष्टाचारके प्रस्तावपर दयानन्दका हृद्य कितना कठोर था 
और किसीसे अन्याय न हो जाय, इसके लिये कितना कोमल 
और आजकलके श्रष्टाचारियोंके लिये कितना शिक्षाप्रद ! 


ना पा MTS 


मानवता और अतिथिसेवा 


( लेखक- श्रीश्रीखामी बिशुद्धानन्दजी परित्राजक महाराज ) 


देह धरे का धर्म मह देय देय कछुदेय। 
चहुरि न देही पाइहे अबकी देय सा देय ॥ 
मानवको यह देवदुर्लभ शरीर बड़े सौभाग्यसे प्राप्त 
हुआ है, इसे विलासिता और आहूस्यमें व्यर्थ नहीं खोना 
चाहिये | मानवके लिये सार वस्तु यही है कि वह सदैव परोपकार 
करता रहे । 'परोपकरणं कायादसारास्सारमाहरेत्‌ ।' मानवके 
आदिशासक भगवान्‌ मनु हैं| उन्होंने मानव मात्रको सदाचार, 
तप, त्याग, धर्म, परोपकार और नीतिपूर्ण व्यवहार करनेका 
आदेश दिया है | अतिथिसेवा मानवताकी अनादि संस्कृति 
है अर्थात्‌ समाजमें वही कर्म अनुष्ठेय होता है, जो अधिक पुण्य- 
प्रदायक हो, सबको सदा प्रिय लगता हो तथा जिसका 
पूर्वजोंने अनुष्ठान किया हो । 
अतिथिसेवामें उपर्युक्त सभी लक्षण प्राप्त होते हैं, इसल्यि 
यह मानवमात्रके लिये अनुष्ठेय है । जिस प्रकार वायुका 
समाश्चय पाकर समस्त प्राणी अपना जीवन धारण करते हैं, उसी 
प्रकार मानवसे देव, ऋषि) पितर, कृमि ( चींटी आदि जीव) 
और अतिथि कुछ पानेकी आशा रखते हैं । जो बुद्धिमान्‌ 
मानव “बलिवैश्वदेव” द्वारा इन समीको नित्य तृप्त करता 
रहता दै) वह सहजमें ही तेजोमय परमपद प्राप्त करता है-- 
एवं यः सर्वेभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति । 
स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्ति पथजुना | 
( मनु० ) 
जिस ग्रहस्थके ग्रहपर आया हुआ अतिथि विमुख 
लोट जाता है, उस ग्रहस्थके कुलदेवता तथा पितर 
असंव्रुष्ट होकर शाप दे देते हैं। इसल्यि यदि और कुछ 
न बन सके तो तृणासन, वासस्थान, पाद-ग्रक्षालनके लिये 
जल और मधुर एवं निञ्छल वचनोंके द्वारा ही अतिथिसेवा 


अवश्य करनी चाहिये; क्योकि इन उपर्युक्त बस्तुओंका 
अभाव तो सजनोंके यहाँ किसी समय भी नहीं रहता | मानवताकी 
यह अनादि-परम्परा सुरक्षित रहे, इसलिये मनुजीने आदेश दिया 
है कि ग्रहस्थके शहर आया हुआ कोई भी अतिथि आसन; 
भोजन, शय्या और कन्द, मूल) फल तथा जलद्वारा यथाशक्ति 
सस्कृत हुए बिना विमुख न जाने पाये । 


जैसे कृषकलोग उपार्जित समस्त अन्नको स्वयं नहीं 
खा जाते, अपितु उसे बोनेके ल्यि मी सुरक्षित रखते हैं और 
समयपर उस रक्षित अन्नको निवंदरहित होकर खेतमै बोते हैं | 
वह बोया हुआ वीजरूप अन्न अनुकूछ जलवायु प्राप्त कर 
उगता है और कालान्तरमे एक-एक कणके प्रतिफलमै हत. 
शत अन्नकण प्राप्त होते हँ | इसी प्रकार विद्या और तेजसे 
परिपूर्ण ब्राह्मण-अतिथिकी मुखाम्रिमै प्रक्षित हृव्य-कब्य 
दाताको इस लोकमें अनेक संकटोंसे और परलोके महान्‌ 
पातकोंसे छुटकारा दिला देता है । 

यों तो गहस्थके द्वारपर नित्य आगन्तुक आया ही करते हैं, 
उन समस्त आगन्तुकोंका विभाजन मनुजीने चार श्रेणियोंमें किया 
है । उनमें प्रथम श्रेणीके आगन्तुक वे हैं, जो अपने प्रयोजनः 
आते हैं। द्वितीय श्रेणीके आगन्तुक वे हैं, जो मित्रसम्बन्धी 
या कुढुम्बीजन हैं; इन्हें मेहमान तथा पाहुन भी कहा जाता 
है) तृतीय श्रेणीमें बे हैं, जो चिरपरिचित होते हैं और 
आमन्त्रित करनेपर आते हैं; इन्हें “अभ्यागत? कहा जाता है । 
तथा चतुर्थ श्रेणीके आगन्तुक वे हैं, जो दूरदेशीय, भ्रमण 
करनेवाले, परिव्राजक तथा अनायास आते हैं, अर्थात्‌ जिनके 
आनेकी तिथि निश्चित नहीं होती है; इन्हे अतिथि? कहा 


इन्हे 
जाता है | दूसरेके गृहपर जो आहण एक रात्रि निवास करता 
छुल्य करनी चाहिये | 


है, उस “अतियि’की सेवा देवताके तु 


—_=== 


£) 


0 ९ च्या 


2 


F 
| 


१- तह षा 


% मानवता और अतिथिसेचा # £ 











८६७ 








गुरुको विधिपूर्वक गोदान करनेसे जो पुण्य-फळ प्राप्त होता 
हे, वही फल गृहस्थको अतिथिसेवासे मिल जाता है । 
शिलोञ्छब्रत्तिपर जीवन-निर्वाह करनेवाला तथा पञ्चामि- 
सेवन करनेवाला ब्राह्मण यदि अतिथिके आनेपर उसकी सेवा नहीं 
करता तो वह अतिथि उन दोनोंके समस्त पुण्योंको 
हर लेता है 
शिळानप्युळ्छतो नित्य पज्ञाझीनपि जुद्दतः । 
सर्व सुकृतमादत्ते त्राह्मणोडनचितो वसन्‌ ॥ 
( मनु० ) 
ऋपिक्कुमार नचिकेताको द्वारपर तीन दिन-रात बिना कुछ 
अन्न-जल ग्रह्मण किये यमराजकी प्रतीक्षामे खड़े देख उनके 
ळौटनेपर यमपत्नी उनसे कहती है- वैवस्वत | अतिथि- 
सेबाके लिये अध्य-पाद्यकी सामग्री शीघ्र ही प्रस्तुत करें 
क्योंकि अतिथिरूपमें साक्षात्‌ अग्नि दी सदूण्हस्थोंके 
गृहगे प्रवेश करता है और उस अग्निको शान्त 
करनेके लिये ही गहस्थजन अर्व्य, पाद्य तथा दानरूप सेवा 
करते हँ--- 
वैश्वानरः प्रचिज्ञत्यतिथिव्रीह्याणो गुहान्‌। 
तस्बैता« शान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकस्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १। १ | ७ ) 
स्वयं यपर आये हुए अतिथिको बैठमेके ल्यि आसन 
तथा पादप्रक्षालनके लिये जळ देना चाहिये, तदनन्तर 
विधिपूर्वक व्यञ्जनादियुक्त अन्न खिलाना चाहिये । 
धर्मशाक्न मानवके कर्तव्यको बतलाकर उसे खोटे मार्गसे 
सदैव निवृत्त करता रहता है, इसीलिये धर्माचायॉने सदूः 
/हस्थोंको अतिथिके अभावमें  बलिविश्वद्वारा अन्नशुद्धि 
करनेका आदेश दिया है । जिस प्रकार धर्मशास्त्रोने बिना 
अतिभिसेवाके पाककी शुद्धि नहीं बतळायी दै, उसी प्रकार 
निठल्ळे रहकर दूसरेका अन्न खानेवालेको भी शाख्नवेत्ताऔने 
धजघन्यः कहा है । जो अज्ञानी श्हस्थजन अकारण ही 
दूसरेका अन्न खाते फिरते हैं) वे जन्मान्तरमें उस अन्नदोषसे 
अन्नदाताके पछ होते हँ 


उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धय; । 
तेन ते प्रेत्य पशुतां ब्रजन्त्यन्नादिदायिनास्‌॥ 
(मनु० ) 


आज भौतिकवादके युरामें अतिथिके रूपमै ऐसे खोटे 
तथा नकली लोग भी आ जाया करते हैं; जो “अतिथि? नामके 








सर्वथा अयोग्य हैं | इन लोगोंकी पहचान उनके वेष; 
आकार, चेषा, मुखाक्ृति, नेत्र तथा वाणीके व्यवहारद्वारा 
सरलतापूर्वक की जा सकती है और खोटेकी पहिचान हो 
जानेपर उनसे सावधान हो जाना चाहिये । इस प्रसङ्गमे 
मनुजीने स्पष्ट लिखा है कि वेदबाह्य ब्रतोंके चिह्न धारण 
करनेवाले ( वाममार्गी ), निषिद्धकमीं, स्वार्थी, शठ 
( गुरु, देवता तथा! शासतर-अविश्वासी ) ओर हैतुक ( वेद- 
विरुद्ध तर्क करनेवाले) लोग यदि अतिथिरूपसे गहस्थके 
गृहपर आ जायँ तो वाणीमात्रसे भी उनका सत्कार नहीं 
करना चाहिये । किंतु यति, ब्रह्मचारी, वेदविद्यास्नातक और 
ब्रतस्नातक आदिको सत्कार ( स्वस्तिवाचन ) पूर्वक भिक्षा देनी 
चाहिये | 

कहनेका अभिप्राय यह दै कि मानवतामे ही यह अतिथि- 
सेवाकी विशेषता पायी जाती है | वह अपरिचित दुरदेशस्थ 
प्रवासी अतिथिको प्राप्त कर अपनी अपार श्रद्धाका परिचय 
सेवाद्वारा देता है । वह अतिथिका स्वागत करके अग्निको” 
आसन प्रदान करके इन्द्रको, पाद-प्रक्षालन करके पितरोको 
और अर्घ्य प्रदान करके पिनाकपाणि भगवान्‌ शंकर आदि 
देवताओंको तृत करता है-- 

स्वागतेनापझयस्तृप्ता 

पादुझोचेन पितरं 








आसनेन शतक्रतुः । 
अध्योच्छम्सुस्तथातिथेः ॥ 


मानवके अतिरिक्त यह उदारताका स्वभाव अन्य प्राणियाँमे 

नहीं पाया जाता; क्योंकि वे अन्य प्राणीको देखते ही उसपर 
सामूहिक आक्रमण करके उसके समीपका खाद्य पदार्थ भी 
छीनकर खा जाते हैं | वे अपने सजातीय ओर पारिबारिक 
सम्बन्धका भी कुछ विचार नहीं रखते, अपितु बड़े चावसे 
उत्पन्न किये हुए अपने ही बच्चोंके सुखसे बड़ी निर्दयता- 
पूर्वक छीनकर खाते हुए पाये जाते हैं और कमीकमी तो 
वे एक दूसरेके प्राण लेनेपर ही उतारू हो जाते हैं। 
यह प्रबृत्ति पश्ञु-पक्षियोंमें प्रायः नित्य दी देखी जाती है 
अतएव यदि इन्हीं लक्षणोंका प्रवेश मानवमे हो जाय तो 
फिर मानवताका कुछ मूल्य ही नहीं रह जाता | आजका मानव 
ही इस ओर अधिक प्रवृत्त होकर अपनी प्राचीन मानबता-- 
अतिथिसेवा और उदारताको भूछ-सा गया है । इसी कारण 
बह विघटन; वैमनस्य; कलह और परस्वत्वापहरणकी ओर 
प्रवृत्त दै, उसे यह ज्ञान ही नहीं रदा कि प्रगतिका मार्ग क्या 


हे और अवनतिके गर्तसे किंस प्रकार बचा जा सकता है। 


धर्मशास्त्र मानवको कुमार्गसे बचनेका सुझाव देता है। किंतु 


६६८ 
आजके मानबके पास झाल्न-श्रवण करनेका समय नहीं और 
कतंव्यकर्माको सम्पादन करनेकी रीरमै स्फूर्ति नहीं है। ऐसे 
किंकर्तब्यविमूढ़ मानवका भी जिसके द्वारा शीघ्र उत्थान हे 
उसी अतिथिसेवाको करनेका आदेश मनुजीने दिया हे। 

कहनेका अभिप्राय यह है कि अतिथिसेबा करना मानवका 
परम धर हे और न करनेसे महान्‌ अनर्थ होता है | अर्थात्‌ 
जिसे मानबताकी रक्षा करना{अभीष्ट दै, उसे अतिथि सेवा मी नित्य 
करनी चाहिये । त्याग तथा कर्तैव्यपालनसे ही मानवताकी 





> मानव वही जो स्वाथे तज होता पथिक परमाथका * 








क्षा सम्मब है। अतिथिसेवासे मानवके स्वभाव तथा कुलीनताकी 
परीक्षा होती है । इसलिये अपने गदपर आये हुए अतिथियोंकी 
सेवा अवश्य करनी चाहिये । वास्तवमै विचारकर देखा जाय 
तो “वसुधैव कुटुम्बकम्‌? का विज्ञान अतिथिसेवासें ही 
विद्यमान है और आजके मानवको इसी विज्ञानकी आवश्यकता 


—— स 


जळ 


| 
| 
1 


है। जबतक मानवमात्रमें यह भावना कि “वसुन्धरापर जन्भ ला 


लेनेवाला प्रत्येक प्राणी मेरा अपना कुड॒म्बी दै जाग्रत्‌ नहीं 
की जायगी; तबतक मानवकी मानवता अधूरी है | 


Te RB 





मानवता ओर अतिथि-सेवा 


( लेखिका-_ बहिन श्रीशशिबाला बिहारी “विशारद” ) 


शताब्दियोंसे हमारे पूर्वजोंको अतिथियोंकी सेवामे जहाँ 
असीम श्रद्धा तथा अनन्त आनन्दका अनुभव होता था, वहाँ 
आज हम उसे भूल-से गये हैं | अपनेमे छिप्री मानवताको 
जाग्रत्‌ करनेक्रा अतिथिसेबा एक आवश्यक साधन है | अतिथि 
हमारे लिये साक्षात्‌ भगवानके प्रतिरूप हैं | अतिथि-सत्कारमे 
स्वसुखकी कल्पना भी नहीं रहती । एक सदूस्थके लिये 
मनुभगवानने अपनी स्मृतिके तीसरे अध्यायमे जिन पञ्च 
महायज्ञींका बर्णन किया दै, उनमें नृयज्ञ या अतिथि-यज्ञ भी 
एक प्रधान यज्ञ है । 


आजकल मानव अपने विविध कर्तव्योंसे बिमुख हो गये 
दै । गाख्नोंकी बातोंको वे हेय-हष्टिसे देखते हैं । किंतु ऐसे 
समयमै भी अनेकानेक संत-महात्मा अपने उपदेशामृतसे हमे 
अपने कर्तव्यकी याद दिलाते रहते है | उनकी शिक्षाओंसे लाम 
उठाकर हम अपनेको पतनसे 'बचा सकते हैं । आजका मानव 
दानव बनता जा रहा है। इस दानबतासे बचानेके ल्यि आज बहुः 
सी संखाएँ क्रियाशील हैं | उन संस्थाओंसे बहुत-सी पे 
तथा पत्रिकाएँ निकल रही हैं, जिन्हें अवलोकनकर तथा 
उनमें उल्लिखित शिक्षाओका पालन करके हम अपनेमै 
परिवर्तन ला सकते हैं | 

मानवमे यदि एक भी सद्गुण है तो अन्य सभी 
सदूगुण उसमें स्वतः आ जागे । भ्रीमद्धगवद्गीताके १३ बे 
तथा १६ वें अध्यायमे वर्णित सद्गुर्णोमै एक :दान? भी है। 
यह एक दैवी सम्पदा है | 

सदूयहस्थोंके लिये “नृय? को सर्वश्रेष्ठ माना गया डे 
भगवद्भावसे यदि इम अतिथियोंके स्वागतमें तत्पर हो जाते 


हैं तो हमें अन्तःकरणसे एक आध्यात्मिक शक्ति प्र [त होती है 
न यज्ञैदैक्षिणावदूसिवेह्ि्यभ्रूषया तथा । 
गृही स्वर्गमवाप्नोति यथा चातिथिपूजनात्‌ ॥ 
काष्ठभारसहुसत्रेण . घृतकुम्भशसेन च 
अतिथिषंस्थ॒भग्नाशस्तस्य होमो निरर्थकः ॥ 
अर्थात्‌ यज्ञ, दक्षिणा, अग्निहोत्र आदिसे उतना शुभ 

फळ नहीं मिलता; जितना अतिथिकी पूजा करनेसे | यदि 

कोई हजारों मन समिधा या सैकड़ों धड़े घीसे होम करे 


>> 


किंतु यदि अतिथि प्रसन्न नहीं हुआ तो होम निर्थक है। 


विचारणीय है--ऐसा अतिथि है कौन ? साधारण भाषा- 
में जिसके आनेकी तिथि नियत न हो और वह चला आवे, 
उसे अतिथि कहते हैं। सत्याचरणशील, मृदुभाषी, धार्मिक, 
परहितरत विद्वान्‌, परिव्राजक या अपने निकट सम्बन्धी 
तथा मित्र सी अतिथि हो सकते हँ । आजकल आये दिन बहुत-से 
पाखण्डी भी साधुवेषमें ग्हस्थोके दरवाजे दरवाजे भरकते हैं | 
इनके कुक्ृत्य समाचारपन्नोंमें छपते रहते हैं | इनके अतिरिक्त 
अनुचित दबाव डालकर या भय दिखलाकर जो केवळ अपना 
खाथसाधन करना चाहे; उसे अतिथि नही समझना 
चाहिये | इनको छोड़कर कोई मी सजन कुसमयमें भी हमारे 
द. तो उनका उचित सत्कार मानवताकी माँग हो 
UR आदिका मेद्‌ रखना 
पि षणस्य नीचोऽपि गृहुमागत; | 
जनीयो यधायोग्यं सर्वदेवमयो5लिधि: ॥ 


Fi, हि. .॥ 
$, 


दासीर 
ॐ सलुष्य-शरीरसे क्या लाभ र 


~ 


फिर, केवळ भोजन दे देनेसे ही हमारे कतेब्यकी इतिश्री 
नहीं हो जाती | भोजन न दोनेपर भी, सच्चे मनसे प्रेमपूर्वक 
मधुर वचनोंद्वारा भगबद्भावसे पूरा सत्कार करना ही अतिथि- 
सेवा है । व्यासजीके बचन हैं-- 

तृणानि भूसिस्द्रकं वाक्‌ चतुर्थी च सुनृता। 

एतान्यपि सतां गेहे नोस्डछिद्यन्ते कदाचन ॥ 

हमारे शाञ्जोंका तो यहाँतक आदेश दै कि यदि शत्रु 


~, + 


भी अतिथिके रूपये आ जाय तो भी पूजनीय है । 

यहँकि प्राचीन ऋषि-सहर्षि, महाराज शिबि) दधीचि) 
महाराज रन्तिदेव इत्यादि अपने त्यागके लिये प्रसिद्ध है | 
महाराज शिबिने अपनी शरणमें आये कपोतको अपना अतिथि 
समझा और उसके पीछे आनेवाले बाजको दुष्ट करनेके ल्यि 
एक तराजूके पलड़ेपर कपोतको बेठाया, दूसरे पलड़ेपर आपने 
शरीरका अङ्ग-अङ्ग काटकर देने लगे | स्वयं पलड़ेपर बैठने 
चले तो देखा साक्षात्‌ अग्मिदेव तथा बाजके वेशमे इन्द्रदेव 
उनकी परीक्षा ले रहे थे । महर्षि दधीचिने देवताओंकी विजयके 
निमित्त अपनी दृड्डियाँतक दे डाळी । 

भारतके प्राचीन गोरबमय इतिहासपर यदि हम दृष्टियात 
करते हैं; तो हमारा मस्तक श्रद्धासे महापुरुषोंके चरणोमे छुक 
जाता है । अड़तालीस दिनोंके भूखे महाराज रन्तिदेवके प्यासे- 
को पानी, भूखेको अन्न दे देनेके पश्चात्‌ उन्होंने ऑर्खे बंद 
कर लीं) देखा--अतिथिरूपमे साक्षात्‌ ब्रह्मा, विष्णुः महेश 


एबं धर्मराज सम्मुख खड़े हँ । 


८६९ 


RS le Te 


एकनाथजीने रामेश्वर-पूजनके लिये ले आवे हुए गङ्गा 
जलको एक प्यासे गघेके मुँहमे अपने हाथों उँडेल दिया था | 

यदि हम वर्तमान-काळका भी सिंहावलछोकन करें तो हमें 
ज्ञात होगा कि स्वर्गीय प० मदनमोहन मालवीयजीका अतिथि- 
सत्कार उनके जीवनका अंग बन गया था । उनका व्यवहार 
एक विशाळ-ढुदय कुटुम्बफी तरह होता था । उनका सिद्धान्त 
ही था— 

आर्थ निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ 


वे समस्त प्राणियाँको अपना ही कुट॒म्ब मानते थे । 

भगबान्‌ समी प्राणियोमें हैं | इमे सबकी सेवा करनी है, 
सबसे प्रेम करना है) सबके लिये आत्मोत्सर्ग करना है | प्रचण्ड 
दानवता त्यागकर, आइये, हम अपने आदर्शाका अनुसरण 
करें | 

किसी भी सदूगुणका पालन करनेसे समाजमें जीबन-यापन 
करते समय सानवताके प्रबळ शत्रु कूटनीति, असदूब्यबद्दार 
संकीर्णता आदि अवगुण स्वतः ही शनैः-शनेः नष्ट हो जाते हैं । 
अतिथि-सेबीके विचारमे, वाणीमे, व्यबद्दारमे नम्रता होनी 
चाहिये । तभी हम भौतिक साधनके अभावमें भी मधुर बाणी- 
सात्रसे ही किसीकी सेबा कर सकते हैं । 

ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और वे मानवसमुदायको सच्ची 
अतिथि सेबामँ प्रदत्त करें | इसीमे समस्त विश्वका कल्याण है। 


i 


काय 





मनुष्य-शरारस क्या लान | 
लाभ कदा मालुषत्तजु पाये । 
'चन-मन सपनेई* कब 


ww 


र ५४ 
हुँक घडत न काज पराय ॥ रश 


मोहबस किये सूढ़ मन भाये। 


गरभ-बास दुखराखि जातना, तीव्र बिपति बिसराये ॥ 


मेथुन-अहार, सबके समान जग जाये । 


द्वे रहे न राम-ळय लाये। 


शक पर-दारा, पर-द्वोह? 

हे भय-निद्रा? जा 
र” खुर-ढुरलभ तलु धरि न भजे हरि मद-अभिमान गर्वाये ॥ 
09 गई न निज-पर-बुद्धिः शुरू 

® तुलसिदास यह अवसर बीते; 


का पुनि के पछिताये ॥ 


09 जो सुख खुर-पुर-नरकः गेह-बन आवत बिनहि घुलाये । 
॥॥ तेहि सुख कहुँ बहु जतन करत मन? ससुक्षत नहि ससुझाये ॥ 


९ ES 





+ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका ३ 





व्यक्तिद्वारा मानवताकी प्रासिके अर्थ किये गये सभी 
प्रयत्न विनयमाव-समन्वित अतिथि-सेवाके सहज स्वभावके 
अभावमे सफल नहीं हो सकते | अतएव मानवता तथा 
अतिथिसेवाका सम्बन्ध अटूट और अविश्वद्भुल है । 

मानव-जीवनमें अतिथि-सेवाका स्थान कोरे शिष्ट-शालीन 
व्यवहार जैसा ही नहीं, अपितु ख्रीके लिये पतिसेवाके समान 
है । जिस प्रकार परमार्थ-साधनमें स््रीके लिये पति-सेवा पर्याप्त 
है; ठीक वैसे ही सभी मानव-प्राणियोंके लिये, आत्मीयता- 
पूर्वक की गयी अतिथि-सेवा--५एक ही साधे सब सधे? 
के अनुसार--अध्यात्म-लाभके लिये, आत्म-कल्याणके लिये 
पर्याप्त है । 

हमारे धर्मगास्रोने अतिथि-सेवाका महत्व ईश्वर-सेवाकरे 
सहृदय आका है ओर हमारे तत्वदर्शी ऋषि-मुनियोंने, संत- 
महात्माओंने एवं विवेकवान्‌, सदूगहस्थोंने सदा ही अतिथिकी 
सेवा नारायण-रूपमें की है । पुराण-कालसे लेकर आजतक 
भारतीय मानवताके इतिहासमें अतिथि-सेवाके उत्तमोत्तम 
प्रसङ्ग भरे पड़े हैं । यहीं क्यों, संसारके सभी देशोंकी मानव- 
जातिमै अतिथि-सत्कारके प्रभावोत्यादक उदाहरण प्राप्त हैं । 

मोटे रूपसे अतिथि पूर्व परिचित, सर्वथा अपरिचित, 
मित्र एवं शन्रुतक हो सकता है। कहना न होगा कि अपरि- 
चित अथच शु अतिथिका महत्व पूर्वपरिचित और 
मित्र-अतिथिकी अपेक्षा कहीं अधिक है | अतिथि-सेवा-पथके 
महान प्रकाशस्तम्भ त्यागमूतिं राजा रन्तिदेव और उनके 
परिवारका गहन कान्तारमें अड़तालीस दिनोंके उपरान्त प्राप्त 
अन्न-जळ अतिथि-सेवामे समर्पित कर देना अपरिचित 
अतियिके आतिथ्यका हृदयद्रावक मर्मभेदी कारुणिक 
संदर्भ है, तो महामागा सती-श्रिरोमणि महारानी पझिनीके 
प्राणपति रावल स्नसिंहद्वारा चित्तौड़ दुर्गमं किया गया 
दिल्लीश्वर अलाउद्दीनका इतिहवास-प्रसिद्ध निष्कपट आतिथ्य 
शत्रु-अतिथिके आतिथ्यका सदूमावप्रेरक सुन्दर उदाहरण है । 

जब-जब किसी मानवकी मानवताने परोपकारमय 
अतिथि-सेवाका ब्रत अङ्गीकार किया, तब-तब इस धराधाम- 
पर उतरकर स्वयं नारायणने नर-रूपमें उसको कठिनतम 
परीक्षाकी कसोटीपर परखा | इससे एक ओर अतिथि सेवाका 


मानवता ओर अतिथि-सेवा 


( लेखक श्रीपृथ्वीसिंहजी “प्रेमी! ) 


माहात्म्य बढ़ा, तो दूसरी ओर तपे कुन्दन-सी मानवताके दिव्य 
स्वरूपके दर्शन हुए | 

पुराण-कालमें नृपति मयूरध्वजकी अतिथि-सेवाकी 
परीक्षा मानवताकी भी परीक्षा थी | मयूरध्वजका आतिथ्या 
तनुत्याग अतिथि-सेबाका बड़ा ही रोमाञ्चकारी चुडान्त 
निदर्शन है | अतिथिके संग आये एक हिँ पशुके आहारे 
निमित्त शरीर-समर्पण करने-जैसी बात संसारके किसी देशकी 
जातिमें प्राप्त होना असम्भब है | 


्पृ्ारदित निप्कामतापूर्दक किये गये आतिथ्ये ऐसा 
तीब्र आकर्षण है कि परात्पर ब्रह्मके साक्षात्‌ अवतार प्रति 
श्ासस्मरणौय श्रीराम और श्रीकृष्णने भी मद्दामुनि 
भरद्वाज, महात्मा विदुर, बिदुर-पत्नी तथा केवट और शबरी. 
जैसे सेवा-भाव-विभोर भक्तोंका बड़े प्रेमसे आतिथ्य ग्रहण 
किया है । 

आतिथ्यम भावका इतना महत्त्व हे कि एक लेखकक 
कथनानुसार जहाँ “बे-मनसे पकायी गयी रोटी कडवी होती है,” 
वहाँ हृदय-रससे सिञ्चित आतिथ्यकी क्षुद्र सामग्री भी--- 

खाँड को खिजावनी सी, कंद को कुढ़ावनी सी, 

सिता को सतावनी-सी 

--हो जाती है | 

विदुर-पत्नीके केलेके छिलके विश्वम 
सुस्वादु लगे कि जब विदुरने भावलोकमें 


सावधान किया ओर वे छिल्केके बदले केलेका गूदा श्रीकृष्ण- 
को देने लगे, तब उनका सारा 


5 4 । स्वाद ही किरकिरा हो गया । 
इसी प्रकार शबरीके बेरकी पूणकाम राम यों प्रशंसा करने लगे - 
चाखि चालि भाख, यह नहि ते महान मोठो, 
“हुं तो ठखन! यों बखानत $ हेर हेर। 


द ~ ओर बेर देनेमै जो वैर हो जाती थी, 
हो उटी 


सुधा सकुचाननी? 


भर श्रीकृष्णको ऐसे 
म छत अपनी पत्नीको 


वेह उन्हे असह्य 


र जनि ठाओ घर बेर जनि लागो 
बेर जनि लाओ घेर ठावो, कहें बेर 


एक कहावत है-मेह 


वेर, 
बेर । 
हृ ओर मेहमान कितने दिनके |? 





A 


हकक) 




















अर्थात्‌ दोनों थोड़े कालतक ही रहते हैं; किंतु यहाँ मेहमानकी 
तुलना मेहसे करनेका रहस्य बना ही रह जाता है । हमारी 
समझमें मेह कुछ काल बरसकर प्राणिमात्रको जीवन-दान दे 
जाता है तो मेहमान कुछ काळतक निवास करके मेजमांको 
महानतस पुण्य-फलकी फसल लूननेका अधिकारी बना जाता है । 
इसके विपरीत एक शास्त्रकारका कथन है कि “यदि ग्रहस्थके 
घरसे अतिथि निराश लौट जाता है तो वह अपने सभी पाप 
वहीं छोड़ जाता है ।' 


अतिथि-सेवामे अतिथिकी' योग्यता देखना भी उचित नहीं 
माना गया है । अतिथिकी योग्यताको दृष्टिगत रखते हुए जो 
आतिथ्य किया जाता है) वह अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होता; क्योंकि 
योग्यतानुरूप किया गया आतिथ्य आतिथ्य न होकर शिष्टाचार- 
मात्र रह जाता है | हॉ, अतिथि अवश्य आतिथ्यकारकी सामर्थ्य 
के अनुसार ही आतिथ्य पानेका अभिकारी होता है । आदर्श 
अतिथि-सेबाके अधिकाधिक उदाहरण संत-महात्माओंके 
जीवनमै मिलते हैं | महात्माजन कभी किसी अतिथिमें योग्यता- 
भेद नहीं करते । 

अतिथि अपने घरमै प्राप्त समी साधन-सुविधाएँ साथ 
लिये नहीँ फिरता और ऐसा सम्भव भी नहीं । ऐसी स्थितिमें 
मानब-अतिथि किसी मानबके आतिश्यकी आशा तजकर सानवे- 
तर किस प्राणीकी आशा करेगा ? मानव-समाजमें इसी हेतु 
अतिथि-सेवाकी महत्त्वपूर्ण पवित्रतम प्रथाका प्रचलन हुआ 


# तीनो पन ऐसे ही खो दिये ५ 





६७१ 














जान पड़ता है | अतः मानबताके नाते अतिथिकी सेवा करना 
हमारा परम धर्म है । 
प्रस्तुत निबन्धकी समाह्तिके पूर्व इतना और कह देना 
अनुचित न होगा कि जहाँ मानवता निवास करती है; वहाँ 
आवे दिन अतिथि-सेवा कार्योका सम्पादन होता ही रहता है और 
जहाँ अतिथि-सेवा होती है वहाँ मानवताका पुनीत खोत बहता 
ही रहता है । बिना मानवताके अतिथि-सेवामे प्रबृत्त होना 
असम्भव है और अतिथि-सेवासे विमुख मानवता आजतक कहीं 
देखी-सुनी नहीं गयी । 
हमारा भारत देश जहाँ अनेक असाधारण विशेप्रताओँके 
लिये प्रसिद्ध हे, वहाँ उसकी एक विशेषता यह भी है कि 
अतिथि-सेवाको उसने सदा ही विशेष महत्त्व दिया है | आतिथ्यः 
के बिविध प्रकार और ढंग भारतकी माति अन्यत्र शायद 
ही कहीँ पाये जाये | यहाँ अतिथिके पदःप्रक्षालनसे लेकर शीतल 
जळके पात्र और सुमधुर वाणीतकसे अतिथि-सेबाकी ब्रात 
बतायी गयी है | 
किंतु दुःख हें कि इस महान्‌ शुणके प्रति अब कुछ 
उपेक्षा दिखायी दे रही है । 'मेहमानसे भगवान्‌ बचाये? की 
क्षुद्र भाबना जोर पकड़ती जा रही है, जो मानवताकी गोख- 
गरिमाके विरुद्ध और लोकःपरलोक्र-नसावनी दै । ऐसी खितिमै 
अतिथि-सेवाका पल्ला दृढतापूर्वक पकड़े रहनेपर ही पलायन 
करती मानवताको थामा जा सकता है। वे नर धन्य हैं, जिनके 
जीवने अलिथि-सेवाके कल्याणकारी अवसर आते. ही. रहते | 


| तीनों पन ऐसे ही खो दिये | 
८ सबै दिन गये बिषय के हेत । न रः 
- तीनों पन पेसे ही खोए, केस भए सिर सेत ॥ ८॥ 
२५ आँखिनि अंध, स्वन नहि खुनियतः थाके चरन समेत । ५ 
र्र गंगा-जल तजि पियत कूप-जळ” हरि तजि पूजत प्रेत ॥ १) 
व मन-बच-क्रम जौ भजे स्याम को? चारि पदारथ देत। रश 
५० ऐसे प्रभुहि छॉडि क्यौ भटके, अजहूँ चेति अचेत ॥ 

\ राम नाम बिजु कयौं छूठेगोः चंद गहे ज्यों केत। ९; 
१! सूरदास कछु खरच न लागत? राम नाम मुख लेत ॥ \ 


INDI 











% मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमाथेका ॐ 





मानवता 


( लेखक---श्रीकिसनलालजी पोद्दार ) 


मनुष्य तीन प्रकारके होते है- अज्ञानी, ज्ञानी-अज्ञानी 
और ज्ञानी । अज्ञानी मनुष्योंकी वृत्ति पशुवत्‌ होती है, ज्ञानी- 
अज्ञानी ब्रत्तिबाले लोग मनुष्य होते हैं और केवल ज्ञानवृत्ति- 
वाळे देव-मानव होते हैं | एक चौथाई अज्ञान और तीन 
चौथाई ज्ञानकी इत्ति ही मानवता कहलाती है । अज्ञानीमे 
पञ्चता जन्मजात होती है, ज्ञानी-अज्ञानीमें कुछ पशुता रहती है 
और कुछ मनुष्यता तथा ज्ञानीमें पूर्ण मानवता रहती है । 


सुष्टिमें इस प्रकारका क्रम दीखता है | परंतु मानवता 
है क्या वस्तु, इसको कम ही लोग समझते हैं । सृष्टिमै सच्चे 
मानव कौन हुए हैं, इसको ध्यानम रखकर देखें तो पौराणिक 
कालम साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजी, श्रीकृष्णजी, श्रीगुरु वसिष्ठ, 
श्रीभीप्मपितासद आदिके ऊपर हमारी सहज दृष्टि जाती है । 
पूजनीय पुरुषी, माता-पिता तथा शुरुजनके आज्ञानुसार 
चलना; छोटे भाईके साथ पुचवत्‌ स्नेहसे बर्ताव करना, सौतेली 
माता बेरभाव रखकर दुष्टता करे तो भी उसको माताके समान 
पूज्य समझकर बर्ताव करना, शबरी भीलनीके प्रेमभरे उच्छिष्ट 
बेर भी प्रेमपूर्वक खाना, सीताका रूप धारण करके भ्रममें 
डाळनेवाली पार्वतीजीको माता कहकर सम्बोधन करना; रूपवती 
वनकर आयी हुई रावणकी बहन झर्पणखाका त्याग करना 
तथा उसको उचित शिक्षा देना, रावणको युद्धमै मारकर सीताको 
वापस लाना) परंतु समाजमें आक्षेप प्रकट होते ही माता 
जानकीकी अग्नि-परीक्षा करना, सिंद्दासनारूढ़ होनेपर अपनी 
एक प्रजा--थोबीके आक्षेपकी बात सुनकर सीताजीको 
गर्मावस्थामै त्याग देना इत्यादि श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रमै 
उच्च मानवताके उदाहरण हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने 'छोगोंको मानब कैसे बनाया जाय) 
उनमें मानवताके गुण केसे लाये जायँ? इत्यादिकी सिक्षा स्ववं 
अपनी ळीळाके द्वारा दी है । सांदीपनि गुरुकी सेवा, कंसका 
वध) द्रौपदीका वरच बढ़ाकर लज़ा-निवारण) बृन्दावने 
गोपियोके साथ पवित्र रासक्रीडा, पाण्डवॉके सगे-सम्बन्धी 
बनकर आपत्तिकाल्मे भी उनको अपने नित्य-मैमित्तिक 
कुळधर्म-कुलाचारको न त्यागनेका उपदेश करना तथा प्रत्येक 
संकट-काळ्में उनकी सहायता करना; सुदामाके तन्डुळ खाना, 
विदुरकी पत्नीके हाथसे प्रेममरे केलांके छिलके खाना इत्यादि 
अनेक उच्च मानवताके उदाहरण श्रीक्रष्णकी लीलामें दिये जा 


सकते हैं | 


श्रीगुरु वसिष्ठजी महाराजने “योगवासिष्ठ' में श्रीरामचन्द्र- 
जीको तत्त्वज्ञानके उपदेशके रूपमै मानवताकी शिक्षा दी है । 
विश्वामित्रने द्वेष करके वसिष्ठजीके सौ पुत्रोंको मार डाला, 
तथापि वसिष्ठजी अपनी अपूर्व सहिष्णुतासे न डिगेः उन्होने 
उच्च मानवताका अपूर्व उदाहरण दिखला दिया । 

श्रीमीष्मपितामहने पिताके विषय-सुखके लिये आजन्म 
ब्रह्मचारी रहनेका कठोर अत निभाया पिताकी आज्ञाके 
अनुसार भाइयोंकी आजीवन सहायता की) शार-शाय्यापर पड़े-पढ़े 
सबके कल्याणार्थ अपना अनुभवपूर्ण सत्य उपदेश दिया, 
इत्यादि मानवताके उज्ज्वल दृष्टान्त हे | 

ऐतिहासिक कालमें मानवताके उपासक छत्रपति शिवाजी; 
स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ; लोकमान्य तिलः 
महात्मा गांधी आदि अनेक महापुरुष हुए हैं | छत्रपति 
शिवाजीने बचपन ( ८-९ वर्षकी अवस्था ) में ही दरबारमें 
बादशाहको सलाम करनेसे इन्कार कर दिया । रास्तेमें गौओंको 
मारे जाते हुए देखकर कसाइयोंके हाथसे उनकी रक्षा की | 
कल्याणके मुसलमान सूबेदारकी लड़की युद्धकी लूटे पराप्त कर जब 
शिवाजी महाराजके दरवारमे लायी गयी, तब शिवाजी महाराजने 
उसको बहिनके रूपमै ग्रहण कर, कपड़े-गहने आदिशे 
अलंकृत करके सुरक्षित उसके माता-पिताके घर पहुँचा दिया । 
श्रीगुरु रामदासजी महाराजकों सारा राज्य दान कर दि 
और उनके प्रतिनिधि बनकर राज्यकी देखभाल 
छत्रपतिके ये कार्य मानवताके आदर्शस्वरूप हैं | 

स्वामी विवेकानन्दने देश, जाति तथा मानवमात्रके 
कल्याणके लिये अपने जीवनको लगा दिया | उन्होंने अमेरिका- 
की विश्वधर्म-परिषद्म व्याख्यान देकर हिंदूधर्मके श्रेयस्कर 
तत्तोंकी ओर विश्वका ध्यान दिलाया । उन 
प्रतिष्टाके लिये ही अपनी जीबन साधनाके 
प्रदान की | 


या 
की। 


होने भानवताकी 
के द्वारा लोगोंको प्रेरणा 


स्वामी रामतीर्थने अपने जीवनमे मानवताकी पराकोटिको 
प्ास्तकर अमेरिकामै तथा अपने देशमै ब्यवहारिक वेदान्त 
तथा तत्वशानका उपदेश देकर लोगोंको सम्मार्गे लगाया और 
दिंदू-शास्त्रोमं निहित मानबताके गूढ तत्त्वोका उपदेश दिया | 

लोकमान्य तिलकने “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
हैः--यह घोषणा करके भारतीय जनताको स्वतन्त्रताके युद्धके 
लिये आह्वान किया। “गीतारहस्य? लिखकर कमेयोगका उपदेश 
दिया और इस प्रकार मानवताकी अपूर्व सेवा की | | 


ली 


>. 


+ 


# मानवता और विश्वमाता गो % 


SiS 








६७३ 





महात्मा गांधीने स्वयं मानवताके सिद्धान्तको आचरणमें 
लाकर) सत्य ओर अहिंसाकी नीति अपनाकर प्रबल विदेशी 
शासनको समाप्त करके स्वराज्य प्राप्त किया और इस प्रकार 
विश्वर्मे सारे प्रनोंको शान्तिपूर्ण ढंगसे सुलल्लानेका आदर्श 
दिखछाकर मानवताका एक परम उज्ज्वल दृष्टान्त उपस्थित 
किया । 

उपर्युक्त महापुरुषोंके चरित्र देखकर ही मानवताकी सच्ची 
कल्पना की जा सकती है। हम कौन हैं, कहाँसे आये हैं 
हमारा कर्त्तव्य क्या है--इत्यादि प्रश्नोंका विचार करके 
तदनुसार जो आचरण करता है; किसीको भी कष्ट नहीं 
देता, बद्दी सच्चा मानव हैं। धर्म एथक-प्रथक दो सकते 
हैं; परंतु जो तत्त्व विवेकपूर्वक अपने धर्मका आचरण करता 
है, वह उत्तम “मानव” बन सकता हैं। चाहे कितनी भी 
कठिनाई) विज्न-वाधाएँ आयें, पर जो अपने धमंसे नहीं 
डिगता; वही मानव है । विभिन्‍न मतांके लोग जब परस्पर 
बिरोधका त्याग करके दुराग्रहको छोड़कर एक दूसरेके 
हृदयको जीतनेका प्रयत्न करते हैं, तब शान्ति और आनन्दका 


वातावरण उत्पन्न होता है । इस प्रकारके आचरणका ही 
समावेश मानवतामे होता है । 

शास्त्रानुसार तथा साधु-संतोंके कथनानुसार अहंकार; लोभ 
आदिका त्याग करके प्रत्येक मनुष्य और पक्ष यदि व्यवहार 
र तो सहज ही झान्तिकी स्थापना होकर उत्कर्षका मार्ग सुकर 
हो जाय । जो मनुष्य दुराग्रह छोड़कर काम-क्रोध-लोभ-मोह- 
मदमत्तरख्या पहा व न 
५ र त घडरिपुओंको के द्वारा जीत लेगा; 
तथा अशान्ति पैदा करनेवाले विषयोका त्याग करके तितिक्षा- 
का अभ्यासी बनेगा, वही मनुष्य सच्चा मानव होगा। ऐसे 
ही मानवोंकी गुण-सामग्रीको “मानवता? कहेंगे। 
„ वै गुण जिस प्रमाणमें व्यक्ति-व्यक्तिमें, समाज-समाजमें, 
गाव-गावमे) राष्ट्रराष्ट्रम व्यवद्वा्य हो जायँगे) उसी प्रमाणमें 
सुष्टिमें शान्तिका साम्राज्य बढेगा और रामराज्यकी स्थापना 
होगी | 

इस प्रकारकी मानवताको प्रत्येक व्यक्ति अङ्गीकार करे, 

अपने जीवनमै ढालि--यह ईश्वरसे प्रार्थना करके लेखका उप- 
संहार करता हुँ | 


-ण जबडे य०- 


020 


मानवता और विश्वमाता गो 


( छेखक---भीभीनिवासदासजी पोद्दार ) 


भारतीय वेदादि सम्पूर्ण शास्त्रेम नाना प्रकारसे यह 
सिद्ध किया गया है कि गो विश्वमाता दै। इसके शरीरम 
सभी देवताओंका निवास है।यह शुद्ध साखिक गुणोंकी अनन्त 
मंडार है । यह साक्षात्‌ भूदेवी देश इइलोकमे जीब-जगत्‌- 
का पालन करनेवाली है और परलोकमें जीवको शिवत्व 
प्राप्त करानेवाली है । सभी दर्शनों तथा सत्यद्रश ऋषियोंका 
भी यही मत है । गव्य पदार्थ या गोबर-गोमूजकी खाद) बैल- 
के हळसे जोती हुई भूमिसे उत्पन्न अन्न और यज्ञविधिपर 
विचार किया जाय तो विशानते भी इनकी साश्विकता सिद्ध 
होगी । 

चक्रवर्ती सम्राट्‌ बेनके राज्यमै वस्तुतः मानवताको 
एक प्रकारसे बिनाश ही हो गया था | दानवताकी ही चरस 
सीमा दृष्टिगोचर हो रही थी । इसपर महर्षियोंने मन्त्रशक्तिसे 
बेनका संहार करके महाराज प्रथुको प्रकट किया । उन भगवान्‌ 


प्रथु महाराजने दानवोंको पराश्तकर पृथ्वीरूपी गोमाताका 
ही दोइन किया और धर्मका संस्थापन किया, जिससे लोकः 


मै पूर्ण सुखसमद्धिका विस्तार हुआ । फिर तो पर्वतदोहन; 
समुद्रदोहन आदिके रूपमें दोहनकी एक लंबी परम्परा ही चल 


मा० अं० ८५०" 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी प्रकट होकर गोसेवा 
अपनायी | श्रीकृष्णलीलाका रहस्य बड़ा ही अद्सुत है । कहा जाता 
है कि गोपिकाएँ सब श्रुतियाँ थीं | ये भ्रुतियाँ ( वेदमन्त्र) 
सब गौओंके श्वासमें निवास करती हैं--निःश्वासेषु स्थिता 
बेदाः सषडङ्गपदक्रमाः ।' फिर वेदप्रेमी ब्रह्मा इन गोवत्सों- 
को चुराते हैं । ये समी वेदपदार्थ उन परब्रह्म श्रीकृष्णकी ही 
सब प्रकारसे सेवा करते है ओर श्रीकृष्ण भी आनन्दविमोर 
होकर इनके साथ क्रीडा करते हैं । इधर गौओंकी सेवासे ही 
सत्यकाम जाबालने वेदोंका शान प्राप्त किया | इस तरह गौ 
तथा वेदोंका अविच्छेद्य सम्बन्ध सिद्ध होता हे । किंतु यह 
सब सुखी गौसे ही सम्भब है । गौ जितनी ही दुखी तथा 
कुश होगी, उतना ही सात्त्विकताका अभाव होगा । उससे 
विश्वका वातावरण तामसी होकर संहारका कारण बनेगा । 
इससे मानवताका हास तथा दानवताका विकास होगा । इस 
तरह मानव अपना विनाश अपने ही हाथों कर बैठेगा | अतः 
यदि मनुष्यको बचना है तो उसे पहले गोमाताकी रक्षा करनी 


६७४ 





चाहिये, विश्वकी साताको बचाना चाहिये । गौ ही विश्वकी 
माता है-“गावो विश्वस्य सातरः' प्रसिद्ध है प्रत्यक्ष है । 
वही हमारी जड़ है | जब जड़ ही नहीं रहेगी; तब शाखा 
या पत्र कहाँसे आयंगे--/छिन्ने मूळे नैव शाखा न पत्रम्‌ ।' 
अतः मानवको अपनी मूल गोमाताके संरक्षण-संवर्धनका 
ध्यान सर्वप्रथम करना चाहिये । इसमें ही मानवताकी 
तथा विश्वकी रक्षा है | आज गोकी उपेक्षाका परिणाम 


प्लस न्न 


ॐ मानच वही जो स्वार्थे तज होता पथिक परमार्थका * 


es ती 
पिया 


विश्वके सामने है। क्या मानव अथवा विश्व अब मौ चेतेगा ! 
यदि उसे बुद्धि हो, यदि उसे जीवित रहना हो तो अब तो 
उसे इस कार्यमै तनिक भी देर नहीं करनी चाहिये । प्रमो | 
कृपाकर हमें सुबुद्धि प्रदान करो । सचमुच आज हम 
विनाशके द्वारपर खड़े दीखते हैं । तुम्हारे सुधारे बिना हमारी 


बुद्धि सुधरती नहीं दीखती । तुम्हीं विश्वकी रक्षा--कल्याण . 


कर सकते हो, करो । 


गौके प्रति निदयताका कारण वर्णसंकरता 
( लेखक--भक्त रामशरणदासजी ) 


पंजाबकेसरी महाराजा रणजीतसिंहका एक जीवन-प्रसङ् 
[ एक ऐतिहासिक सत्य घटना ] 


पंजाब्रकेसरी महाराजा रणजीतसिंइके समयकी एक सत्य 
घटना यहाँ दी जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि वर्ण-व्यवस्था- 
को न माननेके कारण ही आज नहुतःसे लोग हिंदू होते 
हुए भी गोमाताके शत्रु बने हुए हैं और गोहत्या बंद 
होनेमें रुकावट डाल रहे हैं ! 

यह उस समयकी बात दै) जिस समय पंजाबमे महान्‌ 
तेजस्वी गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक महाराजा रणजीतसिंहजीका राज्य 
था और वे लाहोरम रहते थे | महाराजा महामाया भगवती 
श्रीदुर्गाजीके उपासक और गोज्राह्मणोंके परम भक्त थे । 
गो-ब्राह्मण निर्भय विचरे, इसीको वे अपने राज्यकी सबसे 
बड़ी विशेषता मानते थे । 

एक बारकी बात है, लाहौरमें किसी सेठने अपने 
महलके पास एक कुआँ बनवा रखा था और उसके पास 
ही गाय-बेल आदिके लघि पानी पीनेको चर बनवा रखी 
थी, जिसमें पानी भर दिया जाता था तथा गाय-बैल आदि 
आकर उससे पानी पी जाया करते थे | एक दिन वहाँ एक गाय 
पानी पीने आयी, और उसने चरम पानी पी लिया । चरके 
पास एक मोरी थी उसकी ओर दृष्टि जानेपर गौको उस 
नाळीमें कुछ गेईूँके दाने पड़े दिखलायी दिये | गायने गेहूँ 
खानेके ल्यि नालीमें अपना मुँह घुसेड़ दिया और गेहूँ खा 
लिये । गाय जब गेहूँ खाकर मोरीसे अपना मुँह निकालने 
लगी? तब सहसा गायके सींग उसमें फँस गये । गायने खूब 
जोर मारा; पर मुँह बाहर नहीं निकला । अब तो गाय छटपटाने 
लगी । चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गयी और हलचल मच 


गयी | गाय इस प्रकार कष्टसे व्याकुल होकर छटपटाये; इसे 
सच्चे हिंदू मानव केसे सहन कर सकते थे । गायका सुख 
निकालनेका भरसक प्रयत्न किया जाने लगा, पर सफलता 
नहीं मिली | अब तो सभी चिन्तित हो गये कि किस 
प्रकार गोमाताके प्राण बचाये जायें | किसीने सलाह दी कि 
जल्दीसेजल्दी किसी मिख्नीको बुलाकर दीवार तोड़ डाली 
जाय तो गायके प्राण बच सकते हैं | यह सुनकर पासमें 
खड़े हुए एक हिंदूने कहा कि “नहीं ! दीवार क्यों तुड़वाते 
हो, दीवार तुड़वानेसे मकान-मालिकको बड़ा नुकसान 
पहुँचेगा | इसलिये सबसे अच्छा यही है कि किसी बढ़ईसे 
आरी मॉगकर उससे गायके सींग काट डाले जायँ तो मुँह 
निकल आयगा |? हिंदूके मुखसे निकले ये शब्द सभीको 
बुरे लगे | आखिर दीवार तुड़वाना ही निश्चय हुआ और 
जल्दी-से जल्दी मिस्त्रीको बुलाकर दीवार तोड़ डाली गयी । 
गाथ सकुशल निकल आयी; बच गयी । इससे हिंदु ओंमें 
एकदम प्रसन्नताकी लहर दौड़ गयी । वहाँ महाराजा 
रणजीतसिंइजीका एक गुसचर सिपाही खड़ा था। उसने भी यह 
सत्र हस्य अपनी ऑखॉसे देखा। संध्याको जब बह सिपाही 
महाराजके द्रबारमै उपस्थित हुआ ओर शहरकी प्रमुख 
बातें महाराजको सुनाने लगा, तब उसने ज्योंकी-्याँ यह 
घटना भी सुनायी । किसी हिंदृके द्वारा किये गये गायके सींग 
काटनेके प्रस्तावको सुनकर महाराज क्रोधमें भर गये और 
उन्होने सिपाहीसे कई तरहसे उल्टे-सीधे पूछकर यह जान 
छिया कि गायके सींग .काटनेकी बात वास्तवमै कही गयी 





! 
~ 


PS , 


# गौके प्रति निदेयताका कारण वर्णसंकरता * 


DS डा 55 





थी और वह एक हिंदूने ही कही थी । तब उन्होंने 
सिपाही भेजकर उसको बुलवा लिया और इस प्रकार 
दोनोमें प्रश्नोत्तर हुए--- 

महाराजा--अरे तू कौन है ! 

हिंदू--महाराज ! मैं हिंदू हूँ । 


ny 


शब्द कहे 


x 
महाराजा--तैंने गाय माताके प्रति कया गंदे शब्द क॑ 
थे) सत्य बताना १ 


“टि 


हिंदू--महाराज ! क्षमा करें) मेरे सुखसे ये गंदे 
शब्द निकल गये थे कि दीवार तोड़नेके बदले गायके सींगो- 
पर आरी चलाकर उन्हे काट दो । 

महाराजा--तैंने हिंदू होकर यह पापभरी बात कंसे कही ! 

हिंदू--महाराज ! अपराध हो गया । क्षमा करें । 

महाराजा--एक हिंदू सानवके सुखसे गाय साताके 
सींगोंपर अपने हाथोंसे आरा चलानेकी बात तेरे सुखसे कैसे 
निकली १ सच बता । 

हिंदू--महाराज | भूळसे निकल गयी | 

महाराजा-कयों निकली ! 

हिंदू--महाराज ! पता नहीं । 

महाराजा--माळूम होता है ठृ हिंदूसानवकी संतान 

नहीं है । 

हिंदू--नहीँ महाराज ! मैं हिंदू हूँ । 

महारजा- अरे ! तू हिंदू नहीं है? हिंदू-मानवके सुखरे 
गाय माताके प्रति ऐसे गंदे शब्द कभी नहीं निकल सकते ? 

हिंदू--महाराज ! निकल गये | 

महाराजा--जान पड़ता है कि तू असली हिंदू मा-बापकी 
संतान नहीं दै? सत्य बता; क्या बात है । नहीं तो; तुझे जेलमै 
डाल दिया जायगा । 

हिंदू--महाराज ! मैं सत्य कहता हूँ; महाराज ! मुझे 
कुछ पता नहीं । 

महाराजाने सिपाहियोंको हुक्म दिया कि इसे छे जाकर जेलमें 
बंद कर दो और इसकी मॉको लाओ | महाराजा चिन्तामै पड़ 
गये कि हाय; मेरे राज्यमें ऐसे नालायक हिंदू भी रहते है । 

हुक्मकी देर थी कि सिपाहियोंने उसे तो जेलमै बंद कर 
दिया और उसकी माँको महाराजाके सामने छाकर उपस्थित 
कर दिया । महाराजाने उसे सामने खड़ी देखकर पूछा- + 


६७५ 


न्य 





महाराजा--अरी बुढिया ! तू कौन दै ! 

नुढ़िया--महाराज | मैं हिंदू हूँ । 

सहराजा- सत्य बता; यदि तू हिंदू है तो फिर तेरे ऐसी 
नालायक संतान केसे पैदा हुई, जो हिंदू होकर गाय माता- 





SN 


के प्रति ऐसे शब्द मुखसे निकाळती है और ऐसे गंदे विचार 
रखती है ! 

बुढ़िया--महाराज | मुझे कुछ पता नहीं । 

महाराजा--यह तेरे मानवसे दानव संतान कैसे पैदा 
हुई ! तैंने किससे सङ्ग किया था; सत्य बता ! 

बुढ़िया--मसहाराज | मैंने किसीसे सङ्ग नहीं किया । 

महाराजा--नहीं) यह तेरी हिंदू पतिकी संतान नहीं है । 

बुढ़िया--नहीं महाराज? ऐसा कभी नहीं हुआ । 

महाराजा--फिर ऐसी संतान केसे पैदा हुई ! 

बुढिया- कुछ पता नहीं । 

इसपर महाराजाने उसे डॉटकर उसके पुत्रको मार देने- 
का भय दिखलाया और उसे जीवनभर जेलमें डालनेकी 
इसकी दी | तब बुढ़िया घबरा गयी और थरथर काँपने 
लगी तथा सत्य बात कहनेके ल्यि तैयार हो गयी | उसने 
कहा-- 

बुढ़या--महाराज | क्षमा करना | असली बात यह है कि 
मैं पतित्रता हूँ, येमे कभी भी किसी दूसरे पुरुषका भूलकर मी 
सङ्ग नहीं किया । मेरै मकानके बराबर एक चमारका मकान 
था, जो छुरीसे मुर्द पणुऔँकी खाल उतारा करता या | 
अवश्य ही जिस रात्रिको अपने पतिद्वारा मेरे गर्भ रहा उसी 
रात्रिके बाद प्रातःकाळ होनेपर वह अपने मकानकी छतपर 
बैठा हुआ था । सबसे पहले मेरी दृष्टि उसी चमारपर पड़ी । 
इसीसे मेरी यह नालायक संतान हुई, कोई दूसरा कारण 
नहीं है । 

महाराजा--ठीक है । चमारोका काम मुर्दे पशुओंके 
अङ्ग काटना, चमड़ा उधेड़ना है । उसीका प्रभाव इस 
तेरे पुत्रके ऊपर पड़ा और चमारवाले संस्कार इसमें आ गये | 


` अच्छा जा, तुझे और तेरे पुत्रको अब छोड़े देता हूँ। अबसे 


ऐसी गलती कभी न करना । तदनन्तर महाराजाने अपने सारे 
राज्यमें घोषणा करा दी कि “प्रत्येक हिंदू-ख्लीकी यह चाहिये 
कि वह अपने हाथके अँगूठेमै सोनेकी अथवा चाँदीकी- जैसी 
जिससे बन सक्ने, आरसी बनवाकर पहना करे और उस आरसीमै 
शीशा लगवाये तथा प्रांतःकाळ उठते ही सबसे पहिले अपने 


६७६ 





८५ उन २ 
* मानव वही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका > 








अँगूठेकी आरसीके शीरेमे अपना मुँह देख लिया करे, जिससे 
उसके कोई नालायक संतान न पैदा हो ।? 

महाराजाकी आज्ञाकी देर थी कि सभी हिंदू-घरीमे आरसी 
तैयार कराकर पहनी गयी, .जो आजतक हजारों लाखों 
घरोमै पहनी जा रही है । महाराजा रणजीतसिंहजी कितने 
दूरदर्शी थे और वर्णाश्रमःधर्मकेश वर्ण-व्यवस्थाके 
माननेवाले थे तथा मानवताके सच्चे रक्षक थे --यह इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज जो वर्ण-ब्यवस्थाका खुले रूपमें 


विध्वंस किया जा रहा है, वर्णसंकरता फैलायी जा रही है, 
सर्वच गोहत्या-विरोधी कानून बननेमें बाधा दी जा 
रही है और सारे देशमै अंडे, मांस-मछली खानेका जोर-शोरसे 
प्रचार हो रहा है--यह वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार न चलने 
और वर्णव्यवस्थाको कट्टरतासे न माननेका ही महान्‌ भयंकर 
दुष्परिणाम है । जिसके अंदर तनिक भी मानवता है, वह कमी 
गोमाताका, धर्मका विरोधी हो ही नहीं सकता । सच्चा 
मानव बननेके लिये वर्ण-व्यवस्थाका मानना बहुत आवश्यक है। 





हेषसे मानवताका नाश 


( छेखक---पण्डित श्रेशिवनाथजो दुवे, साहित्यरत्न ) 


साधु अशान्त था । उसकी आँखाँके डोरे लाल हो 
गये थे ओर सिर घुम रहा था । रात्रिमै उसे नींद नहीं 
आयी थी । वह काठकी चौकीपर इधर-इधर करवर्टे बदलता 
रहा, पर पलमर भी उसकी पलके नहीं लगीं । उसने माला 
उठायी और जप करने लगा । जपमें मन नहीं लगा, माला 
उठाकर रख दी और करवट ली । वह चाहता था, उसे 
नीद आ जाय । कुछ देर भी सो ले, तो शरीर स्वस्थ हो 
जाय । पर जब भी वह नेत्र बंद करता, बौद्ध भिक्षु उसके 
सामने आ जाते । उनका सर्वत्र सम्मान होता है, उनके 
त्याग और तपकी प्रशंसा होती है । उन्हें भिक्षा-प्रदान 
करनेके लिये णह-देवियाँ उनकी प्रतीक्षा करती रहती हैं | उनका 
सर्वत्र हर्षातिरेकसे अभिनन्दन होता है| किंतु उसके साथियों- 
का उतना सम्मान नहीं हो पाता '। इतना ही नहीं) उन्हे 
ससम्मान भिक्षा मिलनेमे भी कठिनाई होने लगी । उसकी 
कुटियामे आज केवल चावल और थोडेसे आळू आये थे | 
नमककी डली भी नहीं थी | इसी कारण यह साधु क्षुब्ध 
हो उठा था । द्वेषाभिकी ज्वालाम वह दग्ध हो रहा था । द्वेष 
'विनाश चाहता दे, अतः जिस किसी प्रकार भी बौद्ध भिक्षु - 
का प्रभाब जन-जीवनसे समाप्त कर दिया जाय-वह यही सोच 
रहा था । सम्पूर्ण रात्रि वह यही सोचता रहा । 


प्रत्येक उपासक, प्रत्येक आराधक और प्रत्येक मुमुक्षुका 
मन राग-द्वेष-झज्य होना चाहिये --यह सिद्धान्त वह जानता 
था । अपने समीप आनेवाले ग्रहस्थों, जिशासुओं एवं साधु- 
समाजर्म इस विषयमै वह घंटों उपदेश दिया करता था । 
किंतु अभ्यर्थना और सम्मानित भिक्षाका अभाव हो चला था 


उसके लिये; उसके साथी साधुओंके लिये--यह उसे सह्य नहीं 
था | वह अधीर हो गया था । उसके सम्पूर्ण जीवनकी 
साधना मानो आज तिरोहित हों रही थी, उसके त्यागका 
स्वरूप जैसे उसकी कुटियामें उसके त्यागके दम्भपर मन-ही- 
मन विहँस रहा था । वह द्वेषके छौहतस पिंजरेमे विवश 
बुलबुलकी भाँति असहाय और निरुपाय होकर छटपटा रहा 
था | उसका विवेक उसकी बुद्धि स्थिर करनेमे असमर्थ हो 
गया था । परथ्वीके कण-क्रणमें अपने मङ्गलमय सुवनमोहन 
आराष्यका दर्शन करते रहनेका उपदेश क्रोधसे अभिभूत 


हो रहा था। चाहे जैसे भी हो- बौद्ध मिक्षुओको लाञ्छित 
एवं अपमानित करनेके लिये वह तुल गया | 


साघुका नाम था शान्तानन्द | अपने तीन-चार साधुओंके 
साथ वह जेतवन पहुँचा | उस समय बौद्ध मिक्षुओंके साथ 


तथागत वहीं ठहरे हुए थे । शान्तानन्द मिक्षुओंकी देखकर 
जल उठा । 


अमन ! सामने आती हुईं सुन्दरी परिव्राजिकासे 
शान्तानन्दने अत्यन्त विनम्र शब्दोमे निवेदन किया । "मेरी 
कुछ सहायता कर सकती हो १? 


शिष्य बन्धु  परित्राजिकाने अत्यन्त स्नेहसिक्त 
स्वरमै उत्तर दिया । “किसी वन्धुके कार्यं आ सकूँ, मेरा 
सौभाग्य होगा | आप आज्ञा करें |? 

मिरे साथ कुछ 
शान्त स्वरमें कहा | 


“चलिये |? परित्राजिका उन साधुओंके पीछे चल पड़ी । 


हर चलना होगा |! झान्तानन्दने 


2 ६ ——— 





Sd 





% द्वेषसे मानवताका नाश ॐ ६७७ 




















उसका नाम सुन्दरी था । रूप-लावण्यकी हष्टिसे भी 
वह परम सुन्दरी थी । सुण्डित मस्तक और पीतवल्- 
तपस्याकी सजीव मूर्ति प्रतीत होती थी । अबोध बालकको 
भाँति निश्चिन्त मनसे वह उन साधुओंके पीछे चल रही थी । 

“सुन्दरी |? क्रोधके आवेगमें कर्कश खरे शान्तानन्द 
बोल उठा । 

“बन्छु |? कोकिल-कण्ठसे स्नेहपूरित उत्तर मिला । 

“आह !” दूसरे ही क्षण सुन्दरी धरतीपर गिर पड़ी | 
उसके कोमल वक्षमे शान्तानन्दका तीक्ष्ण छुरा प्रविष्ट हो 
चुका था । रक्तकी धारा उसके वक्ष, पीले वस्न और धरतीकी 
घूलमे बह रही थी । 

“बुद्धं शरणं गच्छामि । घस्स शरणं ग' ` """ ।" सुन्दरीने 
आँखें बंद कर लीं । झान्तानन्द अपने लळाटसे पसीना पोंछ 
रहा था | 

> > x > 

“आजकल परित्राजिका सुन्दरीके दर्शन नहीं होते ।? 
ज्ञान्तानन्द्के एक साथीने कोसलराज प्रसेनजित्से निवेदन 
किया । 

“वह कहाँ गयी !7 प्रसेनजितूने प्रश्‍न किया | , 

८हमे कुछ पता नहीं ।? वह बोला | 'किंतु बहुत दिनोंसे 
बौद्ध सिक्षुओंके सम्बन्धमै कुछ अशिष्ट बातें सुननेमै 
आती हैं |? 

“कैसी अशिष्ट बातें !” नरेशने सजग होकर पूछा | 

“महाराज !? उसने अपनी वाणीमे गम्भीरताका पुट 
देकर कहा । “कहते भी संकोच होता है ।' 

“आप स्पष्ट बताइये |! नरेश बोला | (शासनकी दृष्टिसे 
स्थितिका ज्ञान मेरे लिये आवश्यक है ।? 

“महाराज !? उसने धीरे-धीरे कहा । “क्या कहा जाय ! 
बौद्ध परित्राजकोंका इतना पतन हो चुका है, जिसकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती । त्यागके वेषमें तथागतके सम्मुख 
उपदेश श्रवण करनेवाले भिक्षु स्त्रियोके साथ व्यभिचारत ही 
नहीं हैं, अपनी वासना शान्तकर उनकी हत्या भी कर देते 
हैं | उनके संयम, ब्रह्मचर्य एवं निप्पापताका द्म पराकाष्ठा- 
पर पहुँच चुका दै।” 

प्रसेनजित्‌ चौंक उठे । उन्होंने सुन्दरी परिधाजिकाका 
पता लगानेके लिये सैनिक भेज दिया । 





शान्तानन्दके साथी उस व्यक्तिके सहयोगसे सुन्दरीका 
गलित शव प्राप्त हुआ । उससे दुर्गन्ध आ रही थी । 

> २८ > > 

सूर्यास्त होनेमे अभी देर थी। शीतळ बयार डोल 
रही थी । एक वृक्षके नीचे मिठ्ठीके चबूतरेपर भगबान्‌ 
बुद्ध शान्त बैठे थे । उनके सम्मुख मिक्षुओका समुदाव 
विषण्ण-वदन मौन था । 

“भन्ते !? मौन भङ्ग करते हुए एक भिक्षुने अत्यन्त 
दुःखभरी वाणीम कहा । धसुन्द्री परित्राजिकासम्बन्धी 
घटना आपको विदित है। कुछ साधुओंने उसका गलित 
शव बॉसकी ठठरीपर घुमा-घुमाकर प्रदर्शित क्रिया और 
समस्त सिक्षुओंकों दुःशील) निर्लज्ज, पतित और व्यभिचारी 
आदि घृणित शब्दोंसे कलङ्कित किया । अब हम भिक्षाटन- 
के लिये श्रावस्तीमे जिधर जाते हँ, ऐसी ही बाते सुननेमें 
आती हैं । सर्वथा असत्य आरोप सहा नहीं जाता |! 

“भिक्षुओ !? भगवानले अत्यन्त शान्त भावसे उत्तर 
दिया । 'असत्यकी आयु अत्यल्प होती है। ये गालियॉ भी 
कुछ ही समयमें बंद हो जायेगी |? 

“मन्ते |? उसी मिक्षुने पुनः निवेदन किया । “पर गृह्स्थों- 

के इस लाञ्छनका उत्तर हमें नहीं सूझता ।' 
« «यदि उत्तर दिये बिना नहीं रहा जाता तो तुम 
उनसे कह सकते हो? भगवानने बताया कि 'सिथ्याभाषी 
नरकगामी होते है और जो पापकर्म करके भी “हमने नहीं 
क्रिया? कहते हैं) मृत्युके बाद परलोकमे उनकी भी वही 
गति होती है ।” 

भगवानका मुखारविन्द शान्त था । भिक्षु शान्त एवं 


मौन थे । 
> x > x 


“मिथ्यामाघी नस्कगासी होते हैं ।! मन्त्रीने प्रसेनजित्‌ 
नरेशसे निवेदन क्रिया । “बौद्ध भिक्षु अत्यन्त दुःखसे उत्तर 
देते हैं। उनके शिष्ट उत्तरमें उनका निदोषभाव परिलक्षित 
होता है |? 

(तो फिर सुन्दरीका हत्यारा कौन है !! महाराजने 
प्रन किया । - 

“महाराज !? श्रावस्तीका एक नागरिक उपस्थित हुआ | 
उसके बाळ बढ़े हुए थे । वह अशान्त था | “में कुछ 
निवेदन करना चाहता था ।' 





६७८ 








“महाराज !” आज्ञा मिलते ही उसने कहा । 'सुन्दरीका 
हत्यारा स्वयं शान्तानन्द है ।? 

प्रसेनजित्‌ चौक उठे | 

(हाँ महाराज ! नागरिकने निवेदन किया ।? “सुन्द्रीका 
शव जेतवनके समीप धरतीमें गाड़ते हुए उसे मैंने स्वयं देखा 
था | उस समय में वहाँ घूमने गया था । शान्तानन्दकी दृष्टि 
सुझपर पड़ी । उसने मुझे बाँध लिया और आज इस रहस्य- 
का उद्घाटन न करनेक्री अनेक शपथ लेनेपर उसने मुझे 
छोड़ा है ।? 

नरेशने शान्तानन्दको उसके साथियोंसहित बंदी बना 
लेनेकी आज्ञा दे दी | 

x x > > 





—————— IE 


र < eC Re 
% मानव बही जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 


TT 


— 


LR 
IS 





जेतवनके उसी वृक्षके नीचे उसी मिट्टीके चबूतरेपर 
पुण्यमय तथागत बैठे थे। उनके सम्मुख मिक्षु-समुदाय 
बैठा हुआ था । 

“शान्तानन्द॒ साथियोंसहित बंदी बना लिया गया |? 
समाचार सुनकर भगवानूने अत्यन्त शान्त एवं गस्भीरतासे 
कहा 'पापका परिणाम कभी शुभ नहीं होता । साधकोको 
अविनीत कटु आलोचकोंकी वाणीसे क्षुब्ध न होकर 
राग-द्वेषञ्न्य मनसे अपने साधनमै हढृतापूर्वक लगे रहना 
चाहिये । सत्पथसे विचलित होना उनका धर्म नहीं |? 

भगवानके सुखारविन्दपर शान्ति क्रीड़ा कर रही थी | 
शीतल बयार बह रही थी | 


पिई FBO $e 


भगवत्माप्रिसे ही मानव-जीवनकी सार्थकता 


( ढेखक- खामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


मानव-शारीर परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही मिला है । 
परमात्माको प्रासिको ही जीवन्मुक्ति, तत्त्वज्ञान, मोक्षावासि, प्रेम- 
रासि, पूर्णताप्रासि और कृतकृत्यता आदि नामासे अभिहित 
किया जाता है । स्थूलरूपसे मानव और मानवेतर प्राणियोमै 
कोई अन्तर नहीं है । सभीके शरीर पाञ्चभौतिक हैं । उनमें 
शरीरधारी जीवमात्र एक परमेश्वरके ही अंशा हॅ, चिन्मय हैं. 
“ममैवांशो जीवलोके ।* ( गीता १५ | ७ ) योनियाँ दो प्रकार- 
की होती हैं--१. भोगयोनि, २. कर्मयोनि । मानव-योनि 
कर्मयोनि ( साधनयोनि ) है | इसी योनिको श्रीगोस्वामीजी 
मद्दाराजने (स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी? बताया है | मानव- 
योनिकी यह महत्ता है कि इसी योनिमे किये गये कर्मोके 
अनुसार मुक्ति अथवा देवयोनि, स्थावरयोनि) पश्ु-पक्षी-कीट- 
पतंगादि योनियाँ प्राप्त होती हैं । मनुष्ययोनिमें किये हुए 
काके अनुसार ही भोगोका विधान होता है । मानवयोनिमै 
कर्म करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता है | अन्य योनियोमे जीव अपने 
पूवकत शुभाछुम कर्मेकि अनुसार प्राप्त हुए सुख-दुःखादि 
भोगोंको भोगता हुआ संसार-चक्रमे घूमता रहता है--- 
आकर चारि रच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 


अन्य वोनियोमें जीवको कर्म करनेकी खतन्त्रता न होने- 
से वहाँ उसकी मुक्तिके मार्ग अवरुद्ध रहते हें । जीवमात्रपर 
अकारण स्नेह रखनेवाळे भगवान्‌ सर्वेश्वर कभी कृपा करके 
जीवको सदाके ल्थि दुःख-परम्परासे छुटकारा पानेके हेतु 


प्रयत्न करनेका अवसर देनेके लिये मनुध्ययोनि प्रदान 
करते हैं--- 
कवहुँक करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 
कुछ लोगोंका कहना है कि मानवको अपने जीवनका 
एक ध्येय बनाना चाहिये । ध्येय बनानेसे तदनुसार चेष्टा 
होगी--क्रिया होगी | उनका यह कथन ठीक ही है; परंतु 
विचार करनेसे ज्ञात होता है कि भगवानूने पहलेसे ही मानव- 
जीवनका ध्येय निश्चित कर दिया है । भगवान्‌ पहले जीवके 
लिये ध्येय निश्चित करते हैं, तदनन्तर उक्त ध्येयकी सिद्धिके 
निमित्त उस जीवको मानव-शरीरकी प्राप्ति कराते हैं | अतः 
मानवको कोई नूतन ध्येय बनानेकी आवश्यकता नहीं है। 
आवश्यकता हे पूर्वनिश्चित ध्येय या लक्ष्यको पहचाननेकी । 
भगवानूने सोह्रेश्य मानव-जन्म दिया है | उन्होंने यह विचार 
करके कि “यह जीव अपना कल्याण-साधन करे? 
योनिमै भेजा है तथा उसके लिये मुक्ति या उद्धारके समस्त 
साधन इस योनिमें जुटा दिये है ऐसे 


साधन जो अत्यन्त 

सुलभ, सरल और सर्वथा महत्त्वपूर्ण हैं। इसीलिये गोस्वामीजी 
महाराजने मानव-योनिको 'साधन-धाम;? (मोक्षका द्वार? तथा 
“भवसागरका बेड़ा? कहाहै-- 
शन पाम भोच्छ कर द्वारा | ----.--.-....... 
नर तनु भत वारिधि कहुँ बेरो। सन्मुख मरत अनुग्रह 
अव यहाँ प्रश्‍न उठता है कि 


उसे मनुष्य- 


| 
मरो ॥ 
“जब मनुष्य एक निश्चित 


-__॒ त. 


3०४ 


RR ____ 


ध्येय लेकर उत्पन्न होता है, तब वह उक्त ध्येयको न पकड़कर 
अन्य दिशाओंमें क्यों भटकने लगता है १ जब वह परमात्मा: 
की प्राप्तिके पुनीत लक्ष्यको लेकर आता है तब उस लक्ष्यकी 
प्राप्तिके साधरनोमै ही क्यों नहीं लगता ! उस ध्येयके विरुद्ध 
क्रिया उसके द्वारा क्यों सम्पादित होने लगती है १? इन प्रश्नों- 
का एकमात्र उत्तर यह है कि वह अपने ध्येयको--अपने 
पूव-निर्धारित लक्ष्यको भूल बैठता है; उसे उसकी विस्मृति 
हो जाती है | इस विषयको अर्जुनका उदाहरण सामने रखकर 
डया जा सकता है । जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनते पूछा- 
“अजुन ! क्या तुमने गीताका उपदेश एकाग्र होकर सुना ! 
क्या तुम्हारा अज्ञान-जनित मोह नष्ट हों गया !” तब अर्जुनने 
हर्ष-विस्फारित नेत्रोंसे भगवानकी ओर देखकर इस प्रकार 
उत्तर दिया-“भगवन्‌ | मेरा मोह नष्ट हो गया । मुझे स्मृति प्राप्त 
हो गयी | यह सब आपके प्रसादसे हुआ है । अव मैं अपनी 
पूर्व-स्थितिमै आ गया हूँ ।? यहाँ स्मृतिका अर्थ न तो “अनुभव! है 
और न “नूतन ज्ञान? ही । पहले कभी कोई अनुभूति हुई थी, कोई 
ज्ञान हुआ था; पर वह मोहके आवरणसे आच्छादित होकर 
विस्मृत हो गया था । भगवानके ज्ञानोपदेशसे वह मोहका 
आवरण नष्ट हो गया और पूर्ब-चेतना पुनः प्रकाशित हो 
उठी--भूली हुई बात याद आ गयी। वैक्षेषिकोने भी 
“स्मृतिःका लक्षण ऐसा ही किया है 
संस्कारमात्रजल्यं ज्ञानं स्मतिः । 
( तकंसंग्रह ) 
इसी प्रकार योगदर्शनके रचयिता महर्षि पतञ्जलिने भी 
“अनुभूतविषयासस्प्रमोषः स्मृति; लिखकर पूर्वानुभूत विषय 
के साथ ही स्मृतिका तादात्म्य बताया है । अर्जुनका 'स्छलि- 
लब्धा? ( गीता १८ । ७३ )--यह वचन भी इसी अभिप्राय- 
का पोषक है । इससे ज्ञात होता है कि अर्जुन निश्चितरूपसे 
लक्ष्यको भूल गया था । उस लक्ष्यकी विस्सृतिमे प्रधान 
कारण था “मोह”; जिसके ल्यि ही मगवानूने 'कचिद्हान- 
सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ।' ( गीता १८ । ७२ ) कहकर 
प्रश्न किया था । “मोह” शब्दका प्रयोग तो और भी स्पष्टरूपसे 
उपर्युक्त भावकी पुष्टिकरता है। व्याकरणके अनुसार “मोह? शब्द 
'मुह वैचित्ये? धातुसे बना है | 'वेचिच्ये! पदपर ध्यान देनेसे यह 
पता चलता है कि 'विचेतनता--विगतचेतनता'का नाम ही 
चित्य? है । अतः यह सिद्ध होता है कि पहले अर्जुनको 


१. इस सूत्रका अर्थ इस प्रकार हे--अनुभव किये हुए 
विषयका न छिपना अर्थात्‌ प्रकट हो जाना “स्मृति! ह्दै। 


क भगवत्प्राप्तिसे ही मानव-जीवनकी सार्थकता * 


६७९ 


re 
——— 





चेत रहा है और बादमै वह मोहसे अस्त होता है । मोह 
छूटनेका अर्थ है-पूर्व-चेतनाकी प्राप्ति । जबतक उसकी 
बुद्धि मोहके कलिलसे व्यतितीर्ण नहीं हुई, तबतक वह 
मगवदाज्ञापालनके लिये प्रवृत्त नहीं होता । गीता अध्याय 
२) इलोक ५२में भगवानने 'यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्य॑ति- 
तरिष्यति’ कहकर इसी ओर अर्जुनको संकेत किया है । पूर्णतः 
मोह निवृत्त होनेपर ही सम्यकरूपेण चेतनाकी प्राप्ति होती 
है | तब वह खुलकर कहता है-- 

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः 


करिष्ये वचन तब ॥ 
(गीता १८ । ७३ ) 


उपर्युक्त विवेचनसे पता चलता है कि जीवनका लक्ष्य) 
उद्देश्य अथवा ध्येय तो पहलेसे बना-वनाया है, उसको बनाना 
नहीं है | केवल उसे पहचाननेकी आवश्यकता है । पहचानने- 
पर उसकी प्राप्तिका साधन सरल हो जाता है । कठिनाई तो पहचान 
करनेतक ही है । मोहकी ऐसी प्रबल महिमा है कि मानव- 
जीवन प्राप्त करनेके अनन्तर सचेत रहकर मुक्तिके लिये 
प्रयत्न करनेवाले मनुष्यको भी कभी असावधान पाकर वह 
धर दबाता है । उदाहरणतः महाभारतभें हम देखते हैं क्रि समर- 
की सारी तैयारी पूर्ण करनेमें अर्जुनका पूरा हाथ रहता है । 
कुरुक्षेत्की धमंभूमिमें कौरव और पाण्डवससेनाएँ व्यूहाकार 
खड़ी होकर शाङ्कुध्वनिके तुमुल नादसे युद्धकी सूचना देती 
हैं, तब अर्जुन भी अपने देवदत्त शङ्का नाद करता है । 
शस्रसम्पातका प्रारम्भ होनेवाला ही है । अर्जुन पूर्ण सचेत है 
तथा कर्तब्यपरायण क्षत्रियकी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
आदेश देता है-सेनयोरुअयोम॑ध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत । 
( गीता १। २१ ) “भगवन्‌ ! मेरे रथको दोनों सेनाओंके 
बीचमै खड़ा करिये | में देख कि इस युद्धे मुझे किन-किन 
लोगोंमे लोहा लेना है १? इन जोशमरे वीरोचित शब्दोंको 
सुनकर भगवान्‌ भी रथको तत्क्षण दोनों सेनाओंक्े बीचमै 
खड़ा करके अर्जुनको कुरुवंशियोंकी ओर देखनेक्री आज्ञा 
देते हैं | अर्जुन ज्यों ही दोनों सेनाओमे अपने कुट॒म्बियो? 
स्नेहियो, गुरुजनों तथा खजनाँको ही युद्धके लिये सजित 
देखता है त्यों ही उसके मनमै विषाद छा जाता है। युद्धका 
परिणाम युद्धसे भी भयंकर और दारुण प्रतीत होता है । इस 
कुलक्षयसे उसे सुखकी कल्पना न होकर सर्वनाशकी परम्परा 
खुलती दिखायी देती है | उसके लिये अपने जीवनका कोई 
मूल्य नहीँ रह जाता और इस कुट्ठम्बआसकी अपेक्षा अपने 
लिये मत्युकी आकाङ्का श्रेयस्कर प्रतीत होने लगती है । उसे 


६८० 


% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका + 








तँ "पम्प स्‍ —— 





कर्ब्यमे अकर्तव्य, श्रेयमे अश्रेय तथा अर्थमे अनर्थके दर्शन 
होते है । ममता और आत्मीयताके कारण ऐसे युद्धसे विरत 
होना ही वह श्रेष्ठतम कर्तव्य समझ बेठता है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने अर्जुनके इस दुर्धर्ष मोहकी 'क्लेब्य', 'कश्मल” आदि 
शब्दोंसे तथा “अनार्यजुष्टम्‌!, “अखर्ग्यम्‌', “अकीर्तिकरम? आदि 
पदोसे उसके भयंकर परिणामोंको दिखाकर निन्दा की । 
पर अर्जुनपर मोहका ऐसा गहरा रंग चढ़ा,था कि उसने 
अपने भाबोंको ही श्रेष्ठ माना और पुनः कुछ बोलकर उन्हीं- 
का पिष्टपेषण किया | पुष्ट प्रमाणोंसे अपने बचनोंपर जोर 
देते हुए कहा--पूजाके योग्य पितामह भीष्म और आचार्य 
द्रोणको बार्णोसि केसे मारा जा सकता है? मारनेपर गुरुजन- 
हिंसाके जघन्य अपराधके बाद हमें उनके रक्तसे सने हुए 
केबल अर्थ-काममय भोग ही तो प्राप्त होंगे । धर्म अथवा 
मुक्ति तो मिल नहीं जायगी ! अतः मेरे विचारसे युद्धका 
कोई औचित्य नहीं है ।? इस प्रकार अर्जुनपर मोहने ऐसा 
अधिकार जमा लिया कि वह कर्तव्यविमुख हो गया । अन्ततः 
भगषान्ने गीता-शानका महान्‌ उपदेश देकर उसके मोहको 
निशृत्त किया । इसी तरह गीता प्रत्येक मोइग्रस्त मानवके 
शोह-निवारणका अमोघ औषध है । 


मानव जबतक अपने , लिये सुनिश्चित ध्येयकी 
बूतिकी ओर अग्रसर नहीं होता, तबतक वह अन्य सामान्य 
जीब-योनिर्यासे विशिष्ट कोटिमें नहीं पहुँचता । अतः मनुष्य- 
को अपने उद्धार या कल्याणकी दृष्टिसे अपनी विस्मृत चेतना- 
की पुनः प्राप्तिके छिये प्रयत्नरत होनेमै ही मानवताकी 
सार्थकता समझनी 'चाहिये | जिस कार्यके लिये यह दुर्लभ 
मनुष्यशरीर प्राप्त हुआ है, उसका साधन न करके मानव शरीर, 
इन्द्रिय और प्राणोंकी मुख्यता माननेके कारण कुटुम्ब एवं 
भौग-सामग्रियोम आसक्त होकर उसे भूल गया है | जन- 
साधारणकी ऐसी ही स्थिति प्रायः देखनेमै आती है । वस्तुतः 
श्यानसे देखा जाय तो ज्ञात होगा कि मनुष्यकी जितनी 
क्रियाशीलता इस विरोधी दिशामे है, उतनी ही विवेकपर्ण 
क्रियाशीलतासे मुक्ति अथवा उद्धारका मार्ग भी प्रशस्त हो 
सकता है । पर दो म्या रहा है ? मानव अपने लिये कमी 
स्वर्गकी कभी अर्थकरी, कभी भोगकी और कभी यशकी 
प्रातिके ल्यि नाना प्रकारकी योजनाएँ बनानेमै मस्त है | वह 
समझता है कि जीवनका मूल्य इतना ही है । इस प्रकार 
पुनः अपने-आपको आवागमन-चक्रमें डालनेका कुचक्र बहू 
स्वयं री रच लेता है । भगबानले गीतामै बताया है - 


तह 

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आस्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 
(गीता ६ । ५ ) 


अर्थात्‌ मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करे, अपने-आपको 
अवनतिके गर्तमै न गिरने दे | वह स्वयं ही अपना बन्धु 
तथा स्वयं ही अपना शत्रु है । 

आजका मानव आत्माके उद्धारके लिये यत्न न करके 
स्वयं ही अपने प्रति शत्रुता कर रहा है । कहाँतक उल्लेख किया 
जाय, आज जिसको भौतिक सम्मान प्राप्त है; वह और 
अधिक सम्मानकी खोजमें है । धनिक और अधिक धनकी 
तलाशमै है | ग्रन्थकार मृत्युके बाद अमर कीतिंकी अभिळाषामें 
डूबा है | बड़े-बड़े भवनोंका निर्माता अपनी भौतिक कीर्तिको 
चिरस्थायी बनानेके खप्न देखता है और धर्मोपदेश अपनी 
प्रसिद्धिका वातावरण वनानेमे संलग्न है--आदि-आदि । इस 
प्रकार मानवका सारा प्रयत्न ध्येयकी प्रासिके लिये न होकर 
उससे उलटी दिशाकी ओर जानेके लिये हो रहा है । परिणाम 
यह है कि इस दिझामें जितनी ही विशेषताकी उत्कट आकाङ्का 
की जाती है; मानवताके वास्तविक लक्ष्यसे उतनी ही अधिक 
दूरी होती जा रही है; क्योंकि ये सारी बातें व्यक्तित्वको दृढ़ 
करनेमे सहायक हैं | होना यह चाहिये कि मनुष्य व्यक्तित्वको 
हटाकर वहाँ अपने स्वरूपकी प्रतिष्ठा करे | उसका सारा प्रयत्न 
चिन्मयताकी प्राप्तिके लिये होना उचित है । 

जैसे कोई मनुष्य तीर्थ-स्नानको जाता है, वहाँ मेलेसे दूर 
किसी धर्मशालामें ठरता है और धर्मशालाके स्थानको अपने 
लिये उपयोगी बनाने, रसोईका सुन्दर प्रबन्ध करने तथा 
अन्यान्य सुखोपभोगके सामान जुटाने आदिमै इतना तन्मय 
हो जाता है कि तीर्थ-स्नान, देवदर्शन, तीर्थ-दर्शन) मेला- 
महोत्सव और साधुसमागम आदि कोई कार्य नहीं कर पाता। 
ऐसे मनुष्यको तो हम उपहासास्पद ही बतायेंगे | इसी 
प्रकार मनुष्य आया तो है भगवद्याप्तिके लिये, किंतु लग गया 
संग्रह और भोग भोगने आदियमें-- 

आये थे हरि भजनको, ओटन टग कपास । 

भोगोंकी प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, पर प्रयत उसीके 
डत १. ति ही मानब-जीबनका मुख्य 
इन्द्रिय, प्राण, मन; हि क 
त गागा निळा व १ वेभव;, भोग आदि पदार्थ 
बत ता बना लिया गयाहै | और जो 

प हैं) उसकी सर्वथा उपेक्षा कर दी गयी है । 


~ A | 





पी 


स 


क अगवत्प्राधिसे ही मानब-जीवनकी सार्थकता * ६८१ 











® 








भगवानूने जीवके कल्याणके लिये चार पुरुषार्थ निश्चित 
किये हैं--धर्म+ अर्थ, काम और मोक्ष । इन चारों पुरुषार्थोके 
विस्तारके क्षेत्र हैँ--चारों बर्ण तथा चारों आश्रम । उन्हींके 
द्वारा इनका अनुष्ठान होता है । चार पुरुषार्थ ही चार इच्छाएँ 
हें तथा इनकी प्राप्तिके दो साधन माने जा सकते हैं । काम 
[र अर्थकी प्रासतिमे प्रारव्धकी प्रधानता रहती है तथा धर्म 
ओर मोक्षकी प्रात्तिमै उद्योगकी | अर्थको काम-प्रवण बना 
दिया जाय--कामकी पूर्तिके प्रति उन्मुख कर दिया जाय तो 
अर्थका नाश हो जाता है । धर्मको कामसे संयुक्त कर दिया 
जाय तो धर्मका नाश हो जाता है । इसके विपरीत यदि अर्थको 
धर्ममे लगा दिया जाय तो बह धर्मके रूपमे परिणत हो जायगा। 
धर्मको अर्थम लगा देनेसे वह अर्थका रूप धारण कर लेगा । 
इस प्रकार धर्म और अर्थ एक दूसरेके पूरक ओर उत्पादक 
हैं । पर उन्हींको जव कामसे जोड़नेका प्रयत्न किया जायगा) 
तब दोनोंका विनाश हो जायगा तथा कामनाका अभाव करके 
किया गया धर्म ओर अर्थ-दोनोंका अनुष्ठान मुक्तिमे सहायक 
हो जायगा । निष्कामभावसे “काम? का आचरण ( विषयः 
सेवन ) भी मुक्तिका मार्ग प्रशस्त करेगा । अतः मानवको 
चाहिये कि वह निष्काम भावसे आसक्तिका त्याग करके धर्म- 
पूर्वक अर्थ-कामका आचरण करे । अर्थका सदूव्यय करे और 
अनासक्त भावसे धर्मानुकूल काम-सेवनमें प्रवृत्त हो । ऐसी 
प्रगति ही सच्ची मानवताकी दिशामें प्रगति दै । 


0 
न. 


ig 


इसी प्रकार चारों वर्ण अपने लिये गीतामे उपदिष्ट वर्ण- 
धर्मका पालन करके सच्चों मुक्ति अथवा सिद्धिको प्राप्त कर 
सकते हैं। जिसको आत्माके कल्याणक्रा साधन करना है, वह इस 
द्वन्द्वात्मक जगत्‌के झंझावातोंसे प्रभावित न होकर अपने 
लिये निश्चित कर्तव्य-मार्गपर चलता रहता है तथा सिद्धिको 
प्रात करके ही दम लेता है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें 
बताया है-- 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
( १८ । ४५ ) 
“अपने-अपने कर्ममै अनासक्त भावसे लगा रहनेवाला 
मानब सिद्धिको प्राप्त कर लेता है ।? ठीक ऐसे ही चारों आश्रम 
भी मानवके ध्येयकी पूवम पूर्ण सहायक होते हैं । आश्रमोंमे दो 
आश्रम मुख्य हैं---गहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम | ब्रह्मचर्या श्रम- 
में गहस्थाश्रमकी तैयारी की जाती है और वानप्रस्थाश्रमे 
संन्यासाश्रमकी । ब्रह्मचर्याश्रम प्रथम आश्रम है । इसमें प्रविष्ट 
होकर विद्योपार्जन और धर्मानुष्ठान करके यदि यहीं अर्थः 


मा० अं० ८६--- 


कामकी इच्छाके प्रति निर्वेद उत्पन्न हो जाय तो सीधे नेष्टिक 
ब्रह्मचर्यका ब्रत लेकर मानव एक इसी आश्रममें अपना 
कल्याण साधन कर सकता है । यदि अर्थ-कामकी इच्छाको 
विवेक-विचारद्वार इस आश्रममें नहीं मिटाया जा सका तो 
उस उपकुर्वाण ब्रह्मचारीके लिये गहस्थाश्रम रखा गया है | 
इस आश्रममें रहकर मानव भोगोंके तत्वका ज्ञान करनेके 
लिये धर्मानुकूल अर्थ-कामका आचरण करे | यह भी साध्यकी 
दिशामें ही प्रवर्तन है, जिससे--- 
चर्म ते बिरति जोग ते ग्याना । म्यान मोच्छप्रद गद बखाना ॥ 

--वाली बात सम्भव होती है; क्योंकि धर्मानुसारग्रहस्थाश्रम- 
का अनुष्ठान करनेसे वैराग्य होना अनिवार्य है । सीमित - 
भोगका अर्थ ही ग्रहस्थाश्रम है । असीमित भोगोंके प्रतीक- 
रूपमै सीमित भोग ग्रहस्थको इसल्यि प्राप्त होते हैं. कि लक्ष्यको 
याद रखते हुए; भोगोंका तत्त्व जाननेके लिये विधिविधानसे 
सीमित भोग भोगकर ग्रहस्थ पुरुष उनका तत्त्व जाननेके 
पश्चात्‌ उन भोगोसे उपरत हो जाव और परसात्माकी प्राप्तिके 
साधनमें तत्यरतासे लग जाय । उन प्राप्त भोग-पदार्थोके द्वारा 
निष्काममावसे जनता-जनार्दनकी सेवामे प्र्त होकर उस 
सेवारूप साधनसे भी णहस्थ परमात्माको प्राप्त कर सकता है । 
जनता-जनार्दनकी सेवा करते समय सेवाकी सामग्री ( धनादि 
उपकरण ) तथा सेवाके साधन ( अन्तःकरण) इन्द्रियों आदि) 
को मी उन्हींका ( सेव्यका ही ) समझना चाहिये । यह सेवा- 
सामग्री जिनकी है, उन्हीकी सेवासे इसे लगा रहा हूँ यह 
भाव दृढ़ हो जानेपर उन उपकरणोसे अपना सम्बन्धः 
बिच्छेद हो जायगा | “त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये’ 
के अनुसार वे सेव्यक्रे समर्पित हो जायेंगे | ऐसी भावना 
बननेपर ज्ञात होगा कि अपने पास जो अवरिष्ट भोग- 
सामग्री और उनका संग्रह है; वह केवळ सेवाके उद्देश्यकी 
पूर्तिके ही लिये है | फिर उनके प्रति अपनी ममताका सर्वथा 
अभाव हो जायगा । इससे जीवकी जडता जड संसारमै मिल 
जायगी और उससे सर्वथा सम्बन्ध-बिच्छेद्‌ हो जानेसे चेतन- 
खरूपमें खतः स्थिति हो जायगी । 

इस तरघको और अधिक बोधगम्य बनानेकी दृष्टिसे यहाँ 

यह जान लेना चाहिये कि इन्द्रियोंका उपभोग तीन प्रकारका 
होता है--( १) भोगोंका तत्त्व जाननेके लिये (२) 
उनके द्वारा दूसरोंकी सेवा करनेके लिये तथा ( ३ ) परमात्मा" 
की प्राप्तिके निमित्त शरीर-निर्वाह-क्रियाके सम्पादनके लिये । 
अब उनका अलग-अलग विश्लेषण किया जाता है| 





भोगोंका तत्वज्ञान यहाँ तत्त्व जाननेका अर्थ यह है 
कि भोगोमे सीमित सुख है । भोगोंमें सीमित सुखकी मात्रा 
क्या है---इसके अनुभवक्े लिये भी हमें उस भोगके अभावके 
दुःखका अनुभव करना पड़ेगा; क्योंकि भोगके अभावका 
दुःख जितना अधिक होगा, भोग उतना ही सुख प्रदान 
करेगा | अतः अभावकी भी आवश्यकता पड़ेगी । अभाव 
नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा | साथ ही मोग मोगते 
समय भोगशक्तिका नाश होता है और भोगेच्छा उत्तरोत्तर 
वृद्धिको प्राप्त होती है । भोग्य पदार्थ अनित्य होनेसे नाशशील 
हैं, प्रतिक्षण नष्ट होते रहते हैं। भोग्य पदार्थोके नष्ट हो 
जानेपर उनके भोगनेके संस्कारोंकी स्मृति कष्टकारक होती 
है । भोगोक्रे तत्वका यह ज्ञान भोगोंके भोगनेसे उपलब्ध 


हो जाता है । 


दूसरोंकी सेवाका तस्व---जबतक मानवको अनुकूल 
और प्रतिकूल पदाथौंका ज्ञान नहीं होगा; तबतक वह 
` प्रतिकूल पदार्थों और क्रियाओंक़े त्यागपूर्वक अनुकूल पदार्थ 
और क्रियाओंद्वारा दूसरोंकी सेवा नहीं कर सकता । सेवा 
करते समय सेवाकी वस्तुओको समष्टिका समझना चाहिये । 
इससे वह उनके प्रति ममता और आसक्तिके बन्धनसे मुक्त 
हो जायगा । जबतक ममता और आसक्ति है, तबतक 
अनुकूलता-प्रतिकूलताका द्वन्द्व बना रहता है। 


शरीर-निवौह-क्रिया- का अर्थ है राग-द्वेषरहित होकर 
विषर्योका सेवन करना । भगवानने गीतामे बताया है-- 


रागद्वेषवियुक्‍तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन्‌ । 
आत्मवस्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 


(२।६४) 


“अपने बरामें की हुई राग-दवेषरहित इन्द्रियोद्वारा विषय- 
सेवन करनेवाला जितात्मा पुरुप्र प्रसाद ( अन्तःकरणकी 
प्रसन्नता ) को प्राप्त होता है ।? 


विषयोंका रागद्वपपूर्वक चिन्तन करनेसे मनुष्यका 
पतन होता है; क्योंकि विष्रयोका ध्यान उनके प्रति सानव- 
हृदयमें आसक्तिका अङ्कुर उत्पन्न कर देता है और आसक्ति 
सब अनथौंकी जड़ है । यहाँतक कि आसक्तिसे मानवकी बुद्धि 
नष्ट होकर उसके द्वारा उसका चरम विनाश हो जाता है... 


के: मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 






बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति । ( गीता २ । ६३ ) 


किंवु राग-द्वेषरहित होकर विप्रयोंका सेवन भी प्रसादकी 
प्राप्ति कराता है। यह विप्रयसेवन राग-द्वेषके त्याग और 
संयमपूर्वक केवळ शरीर-निर्वाहमात्रक्े लिये ही होना उचित 
है, न कि भोगबुद्धिसे । तभी वह मुक्तिका कारण होता 
हि | अस्तु; 


ग्रहस्थाश्रमी गहस्थ-धर्मका पालन करके भी परमात्माकी प्राप्ति 
कर सकता है--यह ऊपर बताया गया | अथवा वह वानप्रस्थ- 
आश्रममें प्रवेश करे ओर वहाँ तितिक्षा और संयमकी उत्कट 
साधनामे रत होकर परमात्माको प्राप्त करे । अथवा संन्यासकी 
योग्यता प्राप्त करके संन्यास-आश्रममै चला जाय । वहाँ 
बाहर-भीतरसे त्यागी होकर निरन्तर ब्रह्मचिन्तन करते हुए 
परमात्माको प्राप्त करे । 

जड-चेतनकी ग्रन्थिका नाम ही जीव है; इसलिये मानवर्मे 
जड अंशको लेकर सुख-भोग तथा संग्रहकी इच्छा होती है । 
तथा चेतन अंशको लेकर मुमुक्षा अर्थात्‌ भगवानूकी प्राप्तिकी 
इच्छा होती है मुक्ति और भुक्तिकी इच्छाओमै भोगोंकी 
इच्छा चाहे कितनी ही प्रबल हो जाय, वह परमात्माकी 
प्रासिकी इच्छाको मिटा नहीँ सकती । जडता चेतनतापर 
कुछ कालके लिये भले ही छा जाय, पर उसका अस्तित्व 
मिटा नहीं सकती । बल्कि परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छा प्रबल 
और उत्कट हो जानेपर भोगेच्छाका अस्तित्व मिट जाता है; 
क्योकि भोग और उनकी इच्छा दोनों ही अनित्य हैं । 
परमात्मा और उनका प्रेम दोनों नित्य हैं । परमात्माकी प्राप्तिकी 
इच्छा ही भगवानके प्रेमका स्वरूप बन जाती है । प्रेम और 
भगवान्‌ दोनों एक हैं | जबतक भोगोंकी यत्किचित्‌ इच्छा है, 
तभीतक साधनावस्था है । जब परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छा, 
मोक्षकी इच्छा, प्रेम-पिपासा मुख्य इच्छा बन जाती है, तब 
भोगेच्छा मिट जाती है । उसके मिटते ही नित्यपराप्त परमात्मा- 
की प्राप्ति हो जाती है | इस प्रकार मानव सहज ही अपने 
लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है | वह कृत्य क 

हे ऊुतङृत्य) प्रास-प्रास्वव्य और 

शात-शातव्य हो जाता है अर्थात्‌ उसने करनेयोग्य सब्र कुछ 
कर लिया, प्राप्त करनेयोग्य सम्पूर्ण लक्ष्य प्रात कर लिया झी 


सब कुछ जान लिया | इसीमें जीवनकी 
मानव- 
सार्थकता है । ET 


Mn ° °° “SR 





कल्याण क 


खार्थ-ही-खार्थ कि 











ह... 
छो 
सुख-शान्तिरूपी गोपर दानवतारूप कसाईकी क्रूर दृष्टि 
'ठानवतलारुप 
डड 
॥ द 





TUS 
आकाक्षा 


कति 





% स्वाथ-ही-खाथ # 





दानवतारूप कसाई 


कल्पनाका महल बना--उसपर आशा तथा आश्वासनकी लंबी विज्ञप्ति 
निकली । लोगोंने आशा-आकांक्षा की--वस, अब सारा देश खख- -नीरोग हो 
जायगा, सस्ती चिकित्सा होगी, अन्न-घृत-दूध सस्ता हो जायगा, गोहत्या बंद 
हो जायगी, सत-शिक्षा सस्तेमे मिला करेगी, सदाचारका प्रचार होगा, खियाँ 
सती-धमका पूरा पालन करेंगी, गुही सुखमयी हो जायगी । इसके फलखरूप 
सारा देश, समस्त विश्व--सभी सुखशान्तिरूपी कामधेनु गोका अमृत दुग्ध पानकर 
सदा प्रसन्न, शान्त तथा सर्वथा आनन्दमय बन जायेगे । पर हो गया कुछ 
और ही--महलमेसे एक दानवतारूपी कसाई निकला और बह जाकर महलके 
ऊपर खडा हो गया । उसके हाथमें नंगी तलवार है, बड़ी क्रूर दृष्टिसे देख रहा हे 
बह; और सुख-शान्तिरूपी गोको मार डालना चाहता है । विवेकबल हो तोइस 
कसाईको हटाकर गायकी रक्षा करो। 


स्वार्थ ही-खाथ 


पि सभीको 

खार्थ, खार्थ, बस खार्थ--यही परम और चरम पुरुपाथे । सभीको 
खाथंकी च 

खार्थकी चिन्ता | सब अपने-अपने सार्थकी वात करते, खाथकी सोचते नाच 


त ७ ह 6 
रहे हैं । एक दूसरेको गुमराह कर रहे हैं, फुसला-समझा रहे हैं तथा खाथ- 


साधनमें बाधा देखकर परस्पर भिड रहे हैं । कोई जाँघमें काट रहा है तो कोई 

गला दवाकर दाँत पीसता तथा होठ चबाता हुआ घूँसा तानकर मार डालना 

चाहता है। चारों ओर नीच खार्थके इस अकाण्ड ताण्डवको देखकर भारतमाता 
७. 


आश्चर्य और शोकमें इव रही है !! 


र 


६८३ 











TIT TC 
AAAS 





$ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थक! ३ 
"क 





मानवता 


(लेखक अद्धेय पं० श्रीसभापतिजी उपाध्याय ) 


संसारके प्राणिमात्र सुख तथा सुख-साधनः दुःख- 
परिहार तथा दुःखपरिहारसाधनके इच्छुक होते हैं । ऐसी 
दाम दिव्यःदृष्टिवाळे महर्षियोंद्वारा प्रणीत शास्त्रोके आध! पर 
विचार करनेसे यही प्रतीत होता है कि दुःखनिइत्तिपूर्वक 
सुख-साधनद्वारा ऐहिक-पारलोकिक सुख-प्रासिके लिये मानव- 
शरीरके अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है । 
यह जीवात्मा अनादिकालसे अपने सत्कर्म तथा असत्कर्मोके 
जालमें फॅसकर चौरासी लाख यो नियोमे जन्म-मरण पाता हुआ; 
सुख तथा असह्य दुःखोंको भोगता हुआ; बहुत जन्मोंके 
पुण्य संचयसे मानवशरीरको प्राप्त करता है। कहा भी है-- 
“मानुष्यं दुलेभ लोके? । 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ 
ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्ठत्सु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कतीरः कतंषु॒ ब्रह्मवेदिनः ॥ 
( मचु० १। ९६-९७ ) 
(जड ब्रक्षादिसे चेतन प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें बुद्धिपूर्वक 
जीवन बितानेवाले, बुद्धिवालोंमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं| मनुष्योमि 
ब्राह्मण) ब्राह्मणोमे विद्वान्‌, विद्वानोंमें शास्त्रविहित कमा 
बुद्धिको लगानेवाले, उनमें तदनुसार कर्म करनेवाले तथा उनमें 
भी ब्रहाजञानी श्रेष्ठ हैं ।? 


मनुष्य-शरीरको पाकर हमें विचार करना चाहिये कि 
ऐसा कोन मार्ग दै, जिससे मरनेपर अत्यन्त दुःखद नरक तथा 
कीट-पतङ्गादि योनियोमै न जाना पड़े | और सांसारिक सुख- 
सम्पत्तियोंको भोगते हुए नित्य सुख-प्राप्तिके ल्यि परमात्माकी 
शरणमे पहुँचा जा सके | इह किक पारलौकिक सकल सुख- 
सामग्रीका पथप्रदर्शः शास्त्र दै | अतः शास्त्रानुसारी 
मार्गका अन्वेषण करना चाहिये । 

यः शाख्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः | 

न स सिद्धिमवाम्गीति न सुखं न परां गतिस्‌ ॥ 

तस्माच्छस्त्र प्रमाण त । 

ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्कै कर्म कतुमिहाइंसि ॥ 

( गीता १६। २३-२४ ) 

“जो मनुष्य शाञ्जविधिको त्यागकर मनमाना आचरण 

करता दै वह न सफउता पाता दै, न परम गति और न, 


सुख ही | अतएव कार्य-अकार्यमै शाको ही प्रमाण सानकर 
शाक्र-विहित कर्म ही करना चाहिये |? 
शाञ्नविहित तथा निषिद्ध कर्म करनेवाले मनुष्य ही 
हैं । मनुष्यके अतिरिक्त पञुपपक्ष्यादि अपने कर्मोद्वारा पुण्य- 
पाप नहीं कर सकते | केवल प्राक्तन पुण्य-पापजन्य सुख- 
दुःख भोगनेक्रे लिये ही पशु-पक्ष्यादि योनियाँ हैं । उसमें भी 
भारतवर्ष ही पुण्य-पापजनक कर्मबीजका प्रधान क्षेत्र है । 
अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने । 
यतो हि कर्मभूरेषा ततोऽन्या भोगभूमयः ॥ 
( विष्णुपुराण ) 
“जम्बूद्वीपे भारत श्रेष्ठ है; क्योंकि यह कर्मभूमि है, 
और तो सब मोगभूमियाँ हैं।? भारतीय मानवता ही एक ऐसा 
वैज्ञानिक यन्त्र है, जिसके द्वारा मानव ऐहिक सुख- 
सम्पत्तिको भोगता हुआ परमात्माको प्राप्त कर सकता है। 
अब मानवता" शब्दका अर्थ क्या है और मानव (मनुष्य ) 
नाम हमलोगोंका क्यों पड़ा- इसके इतिहासपर प्रथम विचार 
कीजिये; क्योंकि इस विषयमें बहुतोंका ज्ञान भ्रमग्रसत हो 
गया है | 
वाल्मीकीय रामायण, अरण्यकाण्ड (१४ वें अध्यायमें ) 
“मानव? ( मनुष्य ) नाम पड़नेका विस्तृत इतिहास है और 
यही प्रामाणिक प्रतीत होता है । 
श्रीरामचन्द्रजीने जटायुसे कहा कि “मैं आपका परिचय 
शात करना चाहता हूँ |? इसपर जटायुने कहा कि “सृष्टिके 
आरम्भमे ब्रह्माने घोडश प्रजापतियोंकी मानस सृष्टि उत्पन्न की | 
उनके नाम हैं-१ कर्दम, २ विक्रीत, ३ शेष, ४ संश्रय) ५ स्थाणु, 
६ मरीचि) ७ अत्रि, ८ क्रतु, ९ पुलस्त्य, १० अङ्गिरा, 
११ प्रचेता, १२ पुलह, १३ दक्ष, १४ विवस्त्ान्‌, १५ 
अरिश्नेमि और १६ कञ्च्यप । इनमें दक्षप्रजापतिक्रे ६० 
कन्या हुई | दक्षप्रजापतिने अपनी १ दिति, २ अदिति; 
रै दनु ४ कालिका; ५ ताम्रा, 


अश्विन्‌- थे तैंतीस देवता उत्पन्न हुए । कश्यपकी दिति 
आदि अन्य पलिर्योसे दैत्य-दानव आदि तथा साक्षात्‌ अथवा 
परम्परासे पशुपक्षी ्या्-मृग-कीर-पतङ्ग आदि सकळ 


~ 








=> 


* मानवता % 
1 ™_™™™ 


eon 
Se तत 





प्राणियोंकी सृष्टि हुई । कश्यपकी मनु नामक पत्नीने 
मनुष्योंकी सृष्टि की-- 
मचु्सचुष्याञ्जनयद्‌ राम पुत्रान्‌ यशस्विनः । 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वेश्यान्‌ ादगांश्च मनुजर्षभ ॥ 
( बा० रा० अरण्य० ३० ) 
मनु नामकी जननीसे पैदा होनेके कारण 
“मनोजोतावन्यतो पुक्‌ च' ( ४।१ । ६१ )-इस 
पाणनि-सूतस सानव-मनुष्य-मानुष--ये तीन शब्द बने । 
कुछ विद्वानोंका पुराण आदिके आधारपर यह मत है 
कि ब्रझ्माके पुत्र चतुईश मनु हुए । उनमें प्रथम पुत्र 
स्वायम्भुव मनु हैं । उन्हीसे मनुष्योंकी उत्पत्ति हुई है | इसमें- 
स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय- 
मैच्छत्‌ । स हैतावानास यथा स्त्रीपुमांसो सम्परिष्वक्तौ स 
इममेवात्मानं द्वेचापातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभवतां 
-तस्मादिइमर्धवृगलमिच स्व इति ह स्माह याज्ञवल््यस्तस्मा- 
द्यमाकाशः खिया पूर्वत एव ता<समभवत्ततो मनुष्या 
१ अजायन्त । (बृहदा० १। ४1३) 
शतरूपा नामकी पत्नी तथा स्वायम्भुव मनु--इन दोनोँके 
सम्बन्धसे मनुष्य उत्पन्न हुए | यह इस मन्त्रसे तथा श्रौमदू- 
भांगवतसे भी प्रमाणित होता हे । तथापि रासायणके विरोध- 
परिहारके लिये यही कहना पड़ेगा कि स्वायम्भुव मनुने शतरूपाके 
ही रूपान्तर कश्यप-पत्नी मनुद्वारा मनुष्योंकों उत्पन्न किया? 
साक्षात्‌ नहीं । यदि साक्षात्‌ मानें अर्थात्‌ यह माने कि शतरूपाने 
तथा स्वायम्भुव मनुने अनन्त रूप धारणकर अनन्त 
गज-ब्याप्र, पशु-पक्ष्यादि प्राणियांको उत्पन्न किया) तो समी 
मनुकी संतान होनेसे मनुष्य होने चाहिये । और आदित्य; 
दैत्य, दानव आदि शब्द जब स्रीवाचक प्रकृतिसे बने हुए, दै 
तब मानव-शब्द भी ज्जीवाचक मनु-शब्दसे ही सिद्ध मानना 
उचित होगा । 
हाँ, यह बात अवस्य है कि स्वायम्भुव मनु ही मनुस्मृतिके 
आद्य प्रवर्तक हैं; क्योंकि “मनु? शब्दका अर्थ यह है 
मन्यते जानाति दिव्यदृष्ट्या स्थावरजङ्गमात्मक सकलं 
जगदद॒इ्य॑ थमाधमादिकं च यः स सबुः । यद्वो मते 
चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति जैमिनिसूत्रबोधित॑ विहितं 
पुण्यजनकं निषिद्धं पापजनकं च सर्व कर्मं यः स सुः । 
` यह अर्थ स्वायम्धुव मनुमै ही संगत होता है। ब्रह्माने 
शतसाहरखू- लक्ष 'छोकात्मक धर्मशास्त्रका स्वायंभुव मनु- 
को उपदेश किया । मनुने उसे संक्षिसकर मरीच्यादि 
उपदेश किया । ऋषियोंने उसे ग्रस्थरूपमें परिणत किया । 


६८५ 





इइं शाखं तु कृत्वासो मामेव स्वयमादितः । 
विधिवद्‌ ग्राहयामास मरीच्यादीस्त्वई॑ सुनीन्‌ ॥ 
_ ( मनु० १।५८) 

मनुस्मृतिके व्याख्याता कुल्लूकभट्ने इन बातोंको स्पष्ट 
किया है । प्रसज्ञवश मैंने मनुस्मृतिके विषयमे कुछ बिचार 
किया । 

कुछ विद्वानोंका मत है कि कश्यप प्रजापतिके पुत्र 
विवस्वान्‌ मनु हैं । उन्हें विश्वकर्माने अपनी संज्ञा नामकी 
कन्या प्रदान की | संत्ञाके १ मनु प्रजापति) २ यम और यमुना-- 
दो यमज पैदा हुए । इन्हीं मनुको विवस्वानका पुत्र होनेसे 
वैवस्वत मनु तथा सवर्णा ( संज्ञा ) के पुत्र होनेसे साबणि 
मनु भी कहते हैं । वेवस्वत मनुके, १ इक्ष्वाकु, २ नामाग) 
३ धृष्णु, ४ शार्याति) ५ नरिष्यत्‌) ६ प्रांशु, ७ नाभागारिष्ट 
८ करूष, ९ एष्र-ये नौ पुत्र हुए । इन्हीं वैवस्वत मनुसे 
मानवकी उत्पत्ति हुई है ( हरिवंश १ | ९ ) | परंतु वहाँका 
प्रकरण देखनेसे ज्ञात होता है कि ये विवस्वान्‌ क्षत्रियत्वा- 
मिमानी हुए हैं। उनसे क्षत्रिय राजाओंकी ही परम्परा चली 
है । अतएव वे सूर्य बंशी क्षत्रिय प्रसिद्ध हुए । इसील्यि रघुवंश 
इत्यादि काव्योंमे “मनुवंशकेतुम्‌? “मनोः प्रसूतिः’ इत्यादि 
विशेषण आये हैं । परंतु वैवस्वत मनुसे मनुष्यकी उत्पत्तिकी 
बात वहाँ नहीं कही गयी है । यदि कश्यपपत्नी मनुसे 
मनुष्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो-- 

` ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । 

ङरू तढुख यद्वैश्यः पदूभ्या<द्यूदरी अजायत ॥ 


( यजुः २१ । ११ ) 
इससे तथा-- 
सुखबाहुरुपज्जानां एथकूकमाण्यकल्पयत्‌ । 
( मनु० १ | ८७) 


__इसमनुवचनसे विरोध होगा और श्रुति सबसे बलीयसी 
है। अतः वाल्मीकीय-वचन प्रामाणिक है । परंतु वस्तुतः विरोध है 
ही नहीं; क्योंकि मन्त्रव्याख्याता उब्वट तथा महीधर दोनोंने 
लिखा है--“मुखादिसे ब्राझणादिकी उत्पत्ति काल्यनिक है | किंतु 
ब्रह्माके ब्राह्मण, क्षत्रिय) वैश्य, शूद्र ये क्रमशः सुख-बाहुः 
ऊरु-पादखरूप हैं | अतः मन्त्रसे रामायणका विरोध नहीं है । 
काल्पनिक उसत्तिमूलक ही ब्राह्मणादिके लिये अग्रजादि 
शब्दका प्रयोग है । यह प्रासङ्गिक विचार है । अतः यहाँ 
इसका विस्तार करना उचित नहीं | 

मानव-दान्दके विचारके अनन्तर अब मानवताका 
खरूप दिखाना उचित होगा । मानवता-शब्दके दो अर्थ 


६८६ 


हैं । मानवस्य भावो मानवता--मनुष्यमे रहनेवाली जाति । 
मनुष्यत्व जाति तो सकल मनुष्यगत एक तथा अखण्ड 
लोकप्रसिद्ध है । दूसरा अर्थ मनुष्य-कर्म--मानवका कर्तव्य है। 
गुणवचनन्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। 
(५।१। १२४ ) 
इस पाणिनि-सूत्रसे कर्म अर्थमै तल प्रत्यय हुआ 
है । अतः मनुष्यके कर्तव्यको ही “मानवता? कहते हैं । यद्यपि 
मानवका कर्तव्य भी लोकप्रसिद्ध है, तथापि अपनी-अपनी 
बुद्धिके अनुसार भी मनुष्य अपने कर्तव्यका निश्चय कर सकता 
है--जैसे आजकल 'स्पृश्यास्पृरय भक्ष्यामक्ष्यःका मनमाना 
बिचार चल पड़ा है | वस्तुतः भारतीय धर्म ( कर्तव्य )-शास्त्र 
देखा जाय तो आजकलके शास्त्रानभिज्ञ, या शास्त्रको न 
माननेवाले कर्णधार किंस नरक्रमे स्वयं जायँगे और दूसरोंको 
भी ले जायँगे- यह कहा नहीं जा सकता । 
गीतामें दो सम्पत्तियाँ बतायी गयी हैं-दैवी तथा आसुरी। 
शाख्विहित कर्म करनेमे भयका अभाव) अन्तःकरणक्री निमंलता 
तत्त्वातत्वविवेक) योग ( परमात्म-चिन्तन ) में स्थिरता, सारिविक 
दान) दम ( इन्द्रियोंको असन्मार्गमै न जाने देना ), यज्ञ 
(देव-गुरुपूजन, बलिवेश्वदेव, अभिहोत्र आदि), स्वाध्याय ( वेद- 
स्मृत्यादि-शास्त्राध्ययन)) तप (शास्त्रविद्दित चान्द्रायणादि व्रत); 
आर्जव ( छल-कपट-राहित्य )) अहिंसा ( काय-वाक-मनसे 
किसीको कष्ट न देना )) सत्य ( यथार्थ और प्रियभाषण ) 
क्रोधाभाव (किसीका अपकार करनेके भावसे क्रोध न करना); 
त्याग ( उदारता )» शान्ति ( अन्तःकरणमै चञ्चलताका 
अभाव ), अपैशुन ( परोक्षमै किसीके दोषका प्रकाश न 
करना ), दया ( दीनोंपर अकारण करुणा ), अलोलुपता 
( लोम न करना )) मार्दव ( किसीके साथ क्रूरता न करना ); 
ही ( लोक तथा शाज््रके द्वारा निन्दित कर्म करनेमे लज्जा ), 
अचापल ( निरथंक-स्त-मुखादिका व्यापार न करना ), 
तेज ( महान्‌ पुरुषका दाक्ति-विशेष्र--जिससे जनता 
असत्कार्योते डरे ), क्षमा ( किसीके अपमान करनेपर भी 
उसके प्रति अपकारबुद्धि न करना), धृति ( दुःखादिसे चित्तमें 
चाञ्चल्य न आने देना), शौच ( शरीरादि-शुद्धि ), अद्रो 
( किसीका अपकार-चिन्तन न करना ), नातिमानिता 
( अपनेमै बिद्यादि-कृत घमंड न रखना )--ये सब गुण 
“देवी सम्पत्ति? है | ( गीता १६ । १-३) इनका 
पालन करना “मानवता? है | ये सम्पत्तियाँ मानबके ऐहिक- 
पारलौकिक दोनों प्रकारके अभ्युदयकी साधिका हूँ। | 
आसुरी सम्पत्ति--दम्भ ( बनावटी धार्मिक आडम्बर ), 








% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका कर 





Too 








दर्प ( घमंड ), अभिमान ( अपनेको सबसे बड़ा मानना), 
क्रोध ( अल्प अपराधपर भी मनमै विकार लाना ), पारुष्य 
( निडरता ), अज्ञान ( सदसदूका विवेक न रखना ) तथा 
दैवी सम्पत्तिके विरुद्ध सम्पत्तियाँ आसुरी सम्पत्‌ हैं । 
आसुरी सम्पत्तियाँ लोक-परलोक दोनोंको विगाड्नेवाली हैं | 
अतः इनसे बचकर रहना मानवता है। ( गीता १६ | ४-५ ) 

आसुरी सम्पत्तिवाळे मनुष्य शास्त्रीय विधि-निषेधको नहीं 
मानते और न उनमें शुद्धि ( शरीर-वस्त्रादिकी झुद्धि ), 
न सदाचार, न संचाई रहती है । दारीरादिकी स्वच्छता 
रहती है, पर शुद्धि नहीँ । उनके निकट यह जगत्‌ 
सत्यप्रमाणसे रहित है-- 

सत्य वेदपुराणादिकं प्रमाणं नास्ति यत्र तदसत्यम्‌ । 

--जगतूस्वरूपबोधक जो वेद-स्मृति-पुराणादि हैं, वे 
असत्य हैं । इस संसारमै प्राणियोंक्री जो उत्पत्ति है, 
वह धर्माधर्मकृत नहीं है, न ईश्वरकृत है; किंतु कामवश 
स्री-पुरुषके मिथुनसे ही उत्पत्ति है । ऐसे मिथ्या ज्ञानसे 


उनका अन्तःकरण नष्ट हो गया रहता है | अतएव अब्प- _ 


बुद्धि होकर वे ऐसे उग्र कर्म करते हैं, जिनसे जगत्‌का 
नाश हो जाता है । अतएव वे जगतूके लिये अहित हैं, 
इष्टकारी नहीं । 

वे छल-छिद्र-अहंकारी--योग्य न होनेपर भी अपनी 
प्रतिष्ठाका भाव दिखानेवाले, अज्ञानवश अपूरणीय कामॉमें 
आसक्त, खान-पान, रहनसहन, बोलचाल, व्यवसाय इत्यादि 
सभी शाञ्जविरुद्ध कामोंमे ही प्रवृत्त होते हैं । 

अनन्त ( असंख्य ) मरणपर्यन्त रहनेवाली चिन्ताआंमे 
ही आसक्त, विषयभोगमें लीन, सांसारिक सुख-सम्पत्तिके 
अतिरिक्त स्वर्ग-नरकादि कुछ नहीं हैं ऐसे निश्चयवाले, सैकड़ों 
आशारूपी पाशोंसे बँधे हुए इधर-उधर घूमते रहते हैं । 
काम-क्रोधमें ही सदा संलग्न बिषय-मोगके निमित्त चोरी 
छल इत्यादिसे धन इकट्ठा करनेवाले, “यह मुझे मिल ना न 
यह भी मेरा मनोरथ पूरा हो जायगा; यह धन तो है ही, 
यह भी फिर आ जायगा; एक राजुको तो मैंने मार डाला 
दूसरोंको भी मार डाळूँगा; मैं धनी तथा कुलीन हः ने 
मनमाने यश करूंगा, अपनी प्रशंसा जन जी 
दुगा; खूब मजे उडाउँगा |? इस प्रकार अनन्त न 
जालमे मछलीकी तरह पुँसे हुए असुर वृत्तिके मनुष्य हळ 
य. वत नुष्य मरकर 
टवाळ गमे जाते हैं | इन आसुरी 

स बचना मानवता है | ४ 


ला 


क” 


1) 


कक 


% मानवता ३ 
क स्स्स स्त य व्य न्याय्य 
य न त यया 


हु भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसी आसुरी सम्पत्तिवाले मनुष्यको 
में अति क्रूर योनियोंमें सदा भेजता रहता हूँ । शास्त्रविरद्ध 
कर्म करनेवाले ये लोग सदा नीच योनिमै ही पडे रहते हैं । 
फिर उन्हें मनुष्यका जन्म मिलना कठिन हो जाता है । अतः 
आसुरी सम्पत्तिसे डरना चाहिये | ( गीता १७ | ७--२० ) 


मृत्युके बाद जीवात्मा अवरा होकर पुण्य-पापके अनुसार 
ही उत्तम-अधम योनि पाता है । मृत्युक्रे बाद परलोके ख्री- 
पुत्र, माता-पिता, भाई- मित्र इत्यादि कोई भी सहायक 
नहीं होते । किंतु धर्म ही दुःख तथा ढुर्योनिसे बचाता है 
और पाप ही अनेक प्रकारके नरकोंमें डालकर असह्य कष्ट 
देता है । इसलिये सदा पाप-कमोंसे बचना तथा धार्मिक 
कमोमे तत्परता रखना--यही मानवता है । 

जबतक मनुष्यको यह ज्ञान न हो जाय कि कौन पुण्य-कर्म 
है, कौन पाप-कर्म है; तबतक वह किस प्रकार पाप-कर्मसे 
बचेगा । यद्यपि अनादि रिष्टव्यवहारसे भी पुण्य-कर्म तथा 
पाप-कर्मका ज्ञान होता है, तथापि आजकलके सभ्य कहे 


` जानेवाले लोग तो प्रायः शास्त्र तथा परम्परासे विरुद्ध अपने 


मनः-कल्पित आचार-विचारको ही सदाचार मानने लगे हैं । 
ऐसी दशामै भारतीयता तथा भारतीय सदाचारोंकी रक्षाके 
लिये भारतीय जनताको सावधान होकर भारतीय मानवताकी 
रक्षाके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये । 

मानवता क्या है--इसका विस्तृत वर्णन मनुस्मृति, 
याज्ञवल्क्यस्मृति आदि धर्मशात््ोमे है । अतः प्रत्येक मनुष्य 


« ( स्त्री-पुरुष ) को धर्म-ग्रन्थोंसे लाभ उठाना चाहिये । 


स्वतन्त्रताके द्वारा केवल अर्थ-कामकी पूर्ति ही यत्किचित्‌ 
हुई है और धर्म ( भारतीय मानवता ) न रहा, तो पद्म ही 
बनना पड़ेगा-- 
घर्मण 
“कुछ मानवता भूमण्डलके मनुष्यमात्रके ल्यि है जिसका 
दिग्दर्शन देवी-सम्पत्तिके नामपर कराया जा चुका है । कुछ 
मानवता व्यक्तिविशेष? जातिविशेषः आश्रमविशेषके ल्यि 
भिन्न-भिन्न है । उसका वर्णन किसी लेखके द्वारा नहीं हो 
सकता । उसके लिये शासत्रावळोकन आवश्यक है? क्योंकि 
शास्त्रीय विधि-निषेधका पालन करना ही मानवता है। 
इस लेखमें चार विभागमे विभक्त मनुष्योंके लिये 
आधुनिक बाताबरणमें भी जिस मानवताकी रक्षा हो सकती है) 
उसका दिग्दर्शनमात्र है | 


हीनाः पशुभिः समानाः । 





मनुष्यक्री आयु साधारणतः सौ वर्षकी मानी 
गयी है । तदनुसार पचीस वर्ष अध्ययनके लिये रखे गये हं! 
इस अध्ययन-अवस्थामे प्रत्येक छात्र तथा छात्राको 
ब्राह्ममुहूर्त ( रात्रिके अन्तिम चतुर्थो ) में उठकर पढ़ना 
चाहिये; क्योंकि वह ब्राझी- सरस्वतीका समय है। उस समय 
बुद्धिका अधिक प्रकाश होता है | फिर सूर्यौदयके पहले ही 
शारीरिक नित्य क्रिया करके दन्तधाबनपूर्वक शुद्ध जलसे या नदी 
इत्यादिमें स्नान कर लेना चाहिये ( मनु० ४ | ९२-९३ ); 
क्योंकि नौ छिद्रयुक्त यह शरीर सोनेपर अशुद्ध हो जाता है । 
प्रातःकालिक स्नान दृ्टादष्ट-उभयफलक है । स्नानके बाद 
द्विजाति पुरुषको संध्योपासन अवश्य करना चाहिये । न 
करनेसे पाप होता है । यायत्री-मन्त्रमें बुद्धिके निमित्त ही 
प्राथना है । जिसकी बुद्धि अच्छी होगी; उसके सब कार्य अच्छे 
होंगे । शूद्रादि भी बिना मन्त्रके सूर्यादिका ध्यान कर सकते 
हैं । यद्यपि श्यू्रादिके लिये शास्त्रतः अध्ययन विहित नहीं है; 
तथापि शास्त्रोके अतिरिक्त आधुनिक विषयोका वे भी अध्ययन 
कर सकते हैं; जिससे जीविका भलीभॉति चल सके ( मनु ० 
१० | ९८-१०० ) | 

जो द्विज संध्या नहीं करता, वह द्यद्रादिके समान हो 
जाता है | अध्ययनकालके जितने नियम हैं, वे सब ब्रह्मचर्य? 
शब्दसे कहे जाते हैं| परंतु अधिकतर वीर्यकी रक्षामें ही इसका 
तात्पर्य माना जाता है । वीर्यकी सुरक्षा होनेसे ही अन्य इन्द्रियाँ 
मी बलिष्ठ होती हैं | आठ प्रकारके मेथुनोंसे छात्र-छात्राओं- 
को अवश्य बचना चाहिये--युवक-युवतीके रूप-चेष्टादिका 
स्मरण, वर्णन) परस्पर क्रीड़ा; बुरे मावसे एक दूसरेको देखना) 
गुप्तमाषण) परस्पर सम्त्रन्धका चिन्तन करना) एक दूसरेकी 
प्राप्तिके लियै यत्न करना और मैथुन--परस्पर सम्भोग | 


इनमें फँसनेवाला छात्र कदापि विद्याध्ययन नहीं कर सकता 
और अध्ययन करनेपर भी सफल नहीं हो सकता । विद्यार्थीको 
जलक्रीडा नहीं करनी चाहिये। जूठे सुख मार्गमै न चलना चाहिये 
( मनु० २ । ५६ ) । रूपरस, गन्ध-स्पर्श तथा स्ली--इनमें 
आसक्ति हानिकारक है ( मनु० २। ९४) । अतः इससे 
बचना चाहिये । नाचना, गाना? बजाना) मुखसे नाना प्रकारके 
शब्दोंका अनुकरण करना मना है ( मनु० ४। ६४ )। 
इससे अन्तःकरण दूषित होता है । 

जैसे गाड़ीका चालक ( कोचवान ) घोडेको बुरे रास्ते 


६८८ 


जानेसे रोकता है, बैसे ही छात्राको अपनी इन्द्रियांको बुरे 
मार्गपर जानेते रोकना चाहिये ( मनु० २ । ८८ ) । जूता 
निकालकर जलसे पैर धोकर भोजन करना चाहिये । 
आरद्द्-चरण--गीले पैर भोजन करनेसे आयु बढ़ती है । 
नंगे होकर सोना नहीं चाहिये । इन्द्रियोंकी वशमे रखनेसे 
मनुष्यका अभ्युदय होता है (मनु० ४। ७५-७६) । इन्द्रियोंके 
वराम होनेसे वह गिरता है (मनु० २। ९३) । जुआ, किसीकी 
निन्दा, मिथ्याभाषण; निष्प्रयोजन बकवाद; बुरे भावसे पर- 
स्त्रीका देखना हानिकारक है ( मनु० १। ७८ ) । लौकिक या 
शास्त्रीय कुछ मी विषय जिनसे पढ़ा हो, उन गुरुका सम्मान 
करना चाहिये | अनादर कदापि न करना चाहिये ( मनु० 
२।११७ )। जो सदा बड़ोंका आदर करता है और उन्हे प्रणाम 
करता है, उसकी आयु) विद्या, यश और बलकी बृद्धि होती 
है । बड़ोंके आनेपर प्राणवायु स्वभावतः ऊपर जाना चाहता 
है । उसको यथावस्थित करनेके लिये अभ्युत्थान तथा अभि- 
वादन अवश्य करना चाहिये । 
जिससे थोड़ा मी ज्ञान प्राप्त किया हौ, मनुष्य यदि उसको गुरु 
न माने तो वह कई जन्मोंतक कुत्ता होकर चाण्डालके यहाँ 
जन्म लेता है ( अन्रि-संहिता इछो० १० ) । आचार्य; पिता, 
माता, भाई--इनका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिये 
(मनु० २। २२६ ) | 
आचार्य, पिता एवं माताकी सेवा करना सर्वोत्तम तप है । 
अतः इनको सदा प्रसन्न रखना चाहिये ( मनु० २। १२८ )। 
छात्रको एकाकी सोना चाहिये ( मनु० २। १८० )। शुरुका 
परीबाद ( विद्यमान दोषका कथन )) निन्दा ( अविद्यमान 
दोषका कथन ) नहीं करना चाहिये | मनुष्य परीवाद करनेसे 
मरनेके बाद गदा, निन्दा करनेसे कुत्ता अनुचितरूपसे 
युरुधनका उपभोग करनेसे कृमि, गुरुका उत्कर्ष न सहन करनेसे 
कीट होता है | ऐसा न करना “मानवता” है । लहसुन, 
गाजर) प्याज) छत्ता; लाळ गोंद ( लासा ), गायका फेनुस 
( नयी ब्यायी गायका कठिन दुग्ध ) छात्रको नहीं व्यवहार 
करना चाहिये । छात्रोंको ( मनुस्मृति, अध्याय २-३ पढने 
तथा उनके अनुसार आचरण करना चाहिये ) | 


° 
गाहस्थ्य मानवता 
प्रातःकाल उठकर शौच जाय । तदनन्तर दन्तधावन- 


पूर्वक स्नान करे । प्रात:-स्नानसे आरोग्य, तेज, बल, बुद्धि- ` 


का विकास, शुद्धि तथा पुण्य होते हैं ( दक्षस्मृति अ० २ )। 


+ मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका रै 
उन 











द्विजको प्रातः-सायं संध्या अवश्य करनी चाहिये, अन्यथा वह 

शूद्रके समान माना जाता है तथा मरनेके वाद वह तिर्यकयोनिमे + 

जायगा । ग्रहस्थ देवतर्पण, क्रषितर्पण) पिठृतपंण करे । फिर 

यथाशक्ति हवन करे | किसी शिष्टके घर आ जानेपर यथाशक्ति 

उसका यथोचित सत्कार करे | अपने पोष्य-बर्गका पालन 

करता हुआ अतिथि-मिक्षुकोंका मी सत्कार करे । ु रू 

१-आयुके प्रथम मागमे अर्थात्‌ पचीस वर्षतक युरुआंसे 
अध्ययन करके छन्दरीसवें वर्षसे गहस्थाश्रममै प्रविष्ट 
होकर विधिपूर्वक विवाह करके द्वितीयाश्रमके नियमोका 
पालन करे । (मनु० ४ | १ ) 

२. ब्राह्मणःक्षत्रियःवैस्य-ञ्चूद्र तथा वर्णवाह्य मनुष्य शास्त्रः ५ 
प्रदर्शित अपने-अपने कर्मोद्वारा धन-संग्रह करते हुए | 
परिवारका पालन करें । | 

३. दो प्रकारके कर्म शास्त्रमे कहे गये है । एक इहलोकिक | 
जीविकाके लिये, दूसरे जन्मान्तरञुद्धिके लिये । | 

ग्राह्मणक्रा जीविकाके ल्थि--दान लेना, पढ़ाना, 

यज्ञ-श्राद्ध-उपनयनःविवाहादि संस्कार कराना कर्म है । ००० 

तथा जन्मान्तर-शुद्धिके ल्यि--दान देना, यज्ञादि पुण्य कार्य 

स्वयं करना, शास्त्रोका अध्ययन तथा शास्त्रप्रदर्शित 

उपवासादि तप करना कर्म दै । | 

क्षत्रियका जीविकार्थकर्म--कर लेना, सैनिक बनकर 

शस्त्रअस्त्रवाण आदिका शास्त्रोक्त व्यवहार करना तथा धर्मार्थ - ६ 

दान देना; यज्ञ करना; तप करना आदि कर्म है । 

वैश्यका जीविकार्थ- वाणिज्य, पशुरक्षा, क्रय-विक्रय 
तथा खेती करना; धर्मार्थ -दान/यज्ञादि करना तथा वेदादि- 
का अध्ययन करना । 

शूद्रका जीविकार्थ कर्म त्राह्मणादि तीनों वर्णाकी सेवा 
करना; धर्मार्थ-ब्रिना वृत्ति ब्राह्मणसेवा या वेतन लेकर 

भी ब्राह्मणससेवा | अथवा बिना मन्त्र पञ्चयज्ञादि करना। `.___„ˆ 

वर्णबाह्मकी शूद्र-समान वृत्ति है । । 
कार यदि अपने कर्मोसे जीविका न चळ सके तो मनुष्य यथेच्छ 

कर्मासे जीविका चला सकता है; परंतु अपनेसे उच्च 
वर्णोके कर्मोंसे जीविका चलाना निषिद्ध है । 


खाभाविक कर्म 
ब्राहणको--शम-मनको बाह्य विषयोसे रोककर बामे 
करना । दम-चक्षुरादि इन्द्रियोंको वशमै रखना | तप- 








१) 


%# मानवता % 


MS ७. ३ कि 





( उपवासादित्रत, गायत्री इत्यादिका जप ) । शौच-शरीर, 
मन? इन्द्रियाँको पवित्र रखना । क्षमा-किसीके अपराध करने- 
पर भी उसको पीड़ित करनेकी इच्छा न करना । आर्जव- 
किसीके साथ कुटिलताका व्यवहार न करना । ज्ञान- श्रद्धा- 
पूर्वक शास्रके मर्मकों जानना । विज्ञान--आत्मा-अनात्माके 
ज्ञानपूर्वक ब्रह्मज्ञान । 

क्षत्रियके स्वाभाविक धर्म--ूरता; तेज ( प्रताप-- 
जिसके भयसे असत्कार्यसे लोग डरे), धैर्य ( बड़े-से-बड़ा संकट 
आनेपर भी न घबराना), दाक्ष्य (चतुरता व्यवहार-कुशलता )) 
युद्धमै शत्रुको पीठ न दिखाना; दान करना) स्वामित्व करना- 
भ्रभुता करना । 

वैश्यके स्वाभाविक धर्म--क्रषि, गोरक्षा, वाणिज्य । 

झूद्धका--सेवाकर्म । 

शहस्थको चाहिये कि ग्रहपर आये हुए अतिथिका 
यथाशक्ति भोजनादिसे श्रद्धापूर्वक सत्कार करे । जिसके 
यहाँसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसका पुण्य- 
क्षय होता है । इसल्यि अन्य शक्ति न होनेपर आसन) जळ 
तथा मीठी बातोंसे ही सत्कार करे । 


द्विजाति किसी प्रकारका मदिरापान न करे । मदिरापान" 
से मनुष्य पतित हो जाता है । द्विज यदि जान-बूझकर मदिरा 
पीये तो उसका यही प्रायश्चित्त है कि वह जळती हुई मदिरा 
पीकर मर जाय ( बृहस्पतिस्मृति )। द्विजातिको पितृसात- 
श्राद्ध अवश्य करना चाहिये । विस्तारके लिये मनुस्मृति आदि 
दर्सग्रन्थ देखिये । 
वानप्रस्थ ( तृतीयाश्रम ) की मानवता 
जो ग्रहस्थ बृद्ध हो जाय और उसके पोत्राद हो 
जायें; तब सब कुछ पुत्रको देकर तथा पत्नीको भी पुत्रके 
पास छोड़कर अथवा साथ लेकर जंगल या तीर्थादिमै जाकर 
इत्यादि खाकर रात-दिन जप-तपःसमाधिः 
के द्वारा काल व्यतीत करे । किसी मी सांसारिक विषयमें 
आसक्ति न रखे । यथाशक्ति हवन इत्यादि मी करे | 


संन्यासाश्रमकी मानवता 
जो रागऱक्वेषरदित होकर गहसे या वनसे टके होकर 
अर्थात्‌ नियत स्थानरदित-- ग्रहशून्य होकर यथेच्छ विचरता है 
और जिससे किसी अन्य जीवको कुछ भी भय नहीं सद, 
छेसा संन्यासी ब्रह्मपदकों प्रात करता है | संत्यासी एकाकी रहे; 


सुन्यन्न या फल 


मा० अं० ८७--८८- 





किसीको साथ न रखे । किसीके मीठे फल आदि देनेपर भी 
उनमें आसक्त न हो । मिट्टी या अलाबुका पात्र ( कमण्डलु ) 
हो तथा वृक्ष-मूछ आदि जनरहिंत एकान्त स्थानमें रहे । मोटे 
पुराने वस्त्र पहने, सबमे समान दृष्टि रखे--मरने-जीने 
दोनोंकी इच्छा न रखे) केवल कर्माधीन रहकर कालमात्रकी 
प्रतीक्षा करे | 





दूसरोंकी कडी बातोंकों सहन करे । किसीके प्रति वेरभाव 
न रखे। यदि कोई क्रोध करे, तो भी उसके प्रति स्वयं क्रोध न 
करे । यदि कोई निन्दित वचन बोले, तो भी स्वयं उसके प्रति 
अच्छी तथा मीठी वाणी ही बोले । किसीके साथ प्रपश्चकौ 
बातें न करे, किंतु सदा परमात्मविषयक बातें ही करे 
( मनु० ६। ४०-४८ ) | सुवर्ण) लोहे) ताम्रः चाँदी इत्यादि 
धातुमय पात्रमै मिक्षा देनेवालेको धर्म नहीं होता ओर 
उन पात्रोंमे भिक्षा करनेवाला यति (संन्यासी) उसके 
पापोंको खाता है। अर्थात्‌ उनमें भोजन करना पाप है(अत्रि० 
११७ ) | भूकम्पादि भविष्य तथा चक्षु आदिके फरकनेका फल) 
ग्रहांका फल न बताये । नीतिमार्गके उपदेश तथा झा्रादि- 
कथासे सिक्षा-प्राप्ति करनेका यत्न न करे (मनु० ६। ५०) | 
लौकी, काठ) मिट्टी या बाँसका वर्तन संन्यासीको रखना 
चाहिये ( मनु० ६ | ५४ ) । 

एक बार भिक्षा करे, अधिक भिक्षा न करे ( मनु० 
६ । ५५ ) । गहस्थके घरके सब लोग खा चुके हों) तत्र यति 
भिक्षाके ल्यि जाय; न मिल्नेपर दुखी न हो) मिलनेपर 
प्रस्न न हो । अच्छे दण्डकमण्डळु देखनेपर यह विचार 
न करे कि इनको छे ठूँ.। कभी लोम न करे ( मनु? 
६ | ५७) । किसी भी स्त्रीके साथ कुछ भी कभी सम्पक 
न करे । 

संन्यासीके चिह्ृ--दण्डकमण्डल; काषाय वस्र आदिके 
धारणसे कोई संन्यासी नहीं हो जाता; किंतु उनके साथ 
यतिका उक्त धर्म मी चाहिये ( मनु० ६ । ६६) । 


राजकीय मानवता 


इन्द्र वायु; यम) सूर्य? अग्नि? वरुण; चन्द्र, कुबेर 
इन आठ लोकपालोंकेपास सष्टिकी जो सामग्री है, उस सामग्रीके 
सारभूत अंशसे राजाकी खष्टि होती है । अतः सभी प्राणियोसे 
अधिक ( शासक) शक्ति रजामे रहती है । ( मठु० ७ | ४ ) 


राजा ( शासक ) अल्पवयस्क भी हो, तथापि उसका 


६९० % मानव वही जो स्वार्थं तज होता पथिक परमार्थका * 
TT 








अनादर नहीं करना चाहिये; क्‍योंकि वह मनुष्यरूप धारण 
करके आया कोई देवता ही है। अतः देवताके अपमानसे जो 
याप होता है, वही पाप उसके अनादरसे होगा 
( मनु० ७ । ८ ) । दिकपालांके तेजसे निर्मित होनेके कारण 
शास्रके अनुकूल या शास्त्रके प्रतिकूल जो भी नियम वह बना 
दे, उसका उल्लङ्घन नहीँ करना चाहिये | ( मनु० ७ । ९ ) 


ब्रह्ाने राज्य-शासनके लिये राजाको तेजोमय दण्ड नामक 
पुत्र दिया है । उसी दण्ड-भयसे सब प्राणी यथोचित कार्यमें 
संलग्न रहते हैं । जेसे आस्तिक पुरुष यमराजकी यातना-- 
नरकादिके भयसे शास्त्रनिषिद्ध कर्म नहीँ करता, उसी प्रकार 
राजदण्डके भयसे प्रजाजन एक दूसरेको पीड़ित नहीं 
करते ( मनु० ७ | २० ) | परंतु उस राजदण्डका प्रयोग 
लोभ-मोह-मात्सय्यांदि दोषोंसे रहित होकर करना चाहिये। राजा 
यदि न्यायपूर्वक कुछ करता है तो प्रजा प्रसन्न होती है; किंतु वही 
यदि बिना विचारे दण्ड देता है तो उससे राज्यका नाश होता 
है ( मनु० ७ | १० )। दण्डके ही भयसे प्राणिमात्र 
सन्मार्गपर चलते हें । स्वभावतः असत्‌ कार्य बिल्कुल न करनेवाले 
मनुष्य बहुत कम मिलेंगे (मनु० ७ | २२)। परंतु किसी तरह 
यदि दण्डमें शिथिलता आ जाय या अदण्डनीयको द्ण्ड 
होने लग जाय तथा दण्डनीयको दण्ड न हो तो चोरी, डाका, 
अगम्यागमन आदिसे सत्‌-मर्यादा तथा शास्त्रीय धार्मिक नियम 
नष्ट हो जाय और सम्पूर्ण प्रजा क्षुन्ध हो जाय; अतः 
दण्डमे शैथिल्य और अनौचित्य राजान करे ( मनु०७।२४)। 
परंतु उस दण्ड-संविधानका प्रणेता राजा ( शासक ) सत्यवादी, 
उचितानुचितका विचार करनेवाला, लोकमर्यादा तथा शास्र- 
विहित तथा निषिद्ध धर्म-अर्थका विद्वान्‌ होना चाहिये ( मनु ० 
७। २७) । राजा यदि किसी मर्यादा या धर्मशात्रकी परवा न 
करके मनमाना दण्डादि-विधान करता है तो उसी दण्डादि- 
विधानसे राजा खयं नष्ट हो जायगा और यदि उचित 
रूपसे दण्ड-विधान करेगा तो वह धर्म, अर्थ, काम--तीनोंसे 
परिपूर्ण होगा | ( मनु० ७ | २७) 


जो राजा अपने ( भारतीय ) धर्मशाक्रसे अनभिज्ञ है, 
वह उचित रूपसे दण्डका प्रयोग नहीं कर सकता | अनुचित- 
रूपसे प्रयुक्त दण्ड राजधर्मानभिज्ञ राजाको ही नष्ट कर देगा 
(मनु० ७ । २८) । जो शासक अर्थलोडप नहीं है, सत्यप्रतिज्ञ 


है । प्राणी अकेला जन्मता है, 





है, धर्म-शास्त्रानुसार कार्य करता है, संसारमै उसका यश 
जलमें तैलबिन्दुके समान फैल जाता है ( मनु०७ | ३३) | 


शास्रके विरुद्ध मनमाना शासन करनेवाला तथा अजिते- 
न्ट्रिय शासककी अपकीतिं जलमै घृतविन्दुके समान संसारम फैल 
जाती है । शाल्नानुसारी, अपने धर्म-कर्ममें लगे हुए मनुष्यमात्रकी 
रक्षाके लिये शासककी आवश्यकता है ( मनु० ७। ३४ ) | 
मनमाना धर्म चलाकर उन-उन धसाँसे च्युत करनेके 
लिये शासककी आवश्यकता नहीं है ( मनु० ७ | ३५) | 
प्रत्येक शासकके लिये मनुस्मृतिके सक्तमाध्यायका अध्ययन 
आवश्यक कर देना चाहिये । केवळ . किसी विषयका विद्वान 
होनेसे शासन-शक्ति नहीं आ सकती | 


निम्नलिखित मनु-वचनोंपर ध्यान रखते हुए संसारमें 
चलना कल्याणप्रद है-- 
नाझुत्र हि सहायाथ पिता माता च तिष्टतः ¦ 
न पुत्रदार न ज्ञातिर्धर्मेस्तिष्टति केवलः ॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ! 
एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ 
गतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ । 
विसुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ 
तस्माद्‌ धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः । 
धमेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 
घमंप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम्‌ † 
परलोकं नयत्याशु भास्तन्तं खशरीरिणस्‌ ॥ 
( मुः ४ | २३९-२४३ ) 
“परलोकमें सहायताके लिये माता, पिता, पुत्र, पत्नी और 
जातिवाले कोई खड़े नहीं रहते; एक धर्म ही उपस्थित रहता 
अकेला ही मरता है और 
अकेला ही पाप या पुण्यका भोग करता है । प्राणहीन शरीरको 
काष्ठ और मिट्टीके ढेठेके समान भूमिपर डालकर बन्धु- 
बान्धव सब मुख फिराकर लौट आते हैं, एक धर्म ही 
उके Fe अ है । इसलिये परलोके सहायताके लिये 
रान शन; धमका संचय करे; क्योंकि धर्मकी सहायतासे 
मनुष्य दुस्तर नरकसे तर जाता है। धर्मको प्रधान माननेवाले, 


तपस निष्पाप हुए या ब्रह्मरूप तेजस्वी प्राणीको धर्म परलोकमै 
ले जाता है । 


"गा. 


त्री 


4 
पाकी) 





८ 


010 ७ 


| 


हुक: 


`: शास्त्रीय मार्गका ही अनुसरण किया 


ॐ मानवोके जनन-मरणसस्बन्धी आशौच > 





६९१ 








मानवोंके जनन-मरणसम्बन्धी आशोच 


( लेख कऋ--पं ० श्रीवेणीरा प्रजी शमी गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ) 


हु प्रत्येक परिवारे जनन और मरण होता ही है । जनन 
और मरणमें धर्मशाखानुकूल आशौच माननेकी प्रथा हिंदू: 
जाति ( वर्णचतुष्टय ) में विशेषरूपसे प्रचलित है । जनन 
और मरणके _आशोचमें धर्मशास्त्रके निर्माणकर्ता आचायोके 
विभिन्न मत हैं । धर्मशास्त्रके सुप्रसिद्ध निर्णयसिन्धु, धर्मसिन्धु 
आदि ग्रन्थोंमें धर्मशास्जका विचार करते हुए स्थल-स्थळपर ग्रन्थ- 
कर्ता आचार्योने “इति दाक्षिणात्याः, 'इति गौडाः? इस 
प्रकार उल्लेख करते हुए कहा है कि इस विप्यभें पञ्च- 
द्राविडोंका यह मत है और पद्जगौडोंका यह मत है । 
'ढाक्षिणात्या और “गौडाः इस मतद्वयको पढ़कर विद्वजन 
भी श्रममें पड़ जाते हैं कि इनमें किसका मत ठीक है और 
किसका मत ठीक नहीं है । वस्तुतः धर्मशास्त्र-विषय अत्यन्त 
गहन और जटिल है । इसमें पदे-पदे मत-मतान्तरौंकी भरमार 
है | ऐसी स्थितिमें हमने हिंदू-मानवोके कल्याणार्थ निर्णयसिन्धुः 
धर्मसिन्धु और झुद्धिविवेक आदि धर्मशात्रके प्रामाणिक 
और प्रचरित प्रसिद्ध ग्रन्थोंके अनुसार शास्त्रीय और लोकिक 
उभयविध प्रथाओंको दृष्टिम रखकर उन आवश्यक जनन- 
मरणसम्बन्धी आशौ्चोंका संकलन किया है, जिनका हिंदूजाति 
( वर्ण-चतुष्टय ) में निरन्तर काम पड़ता रहता है । 
जननायौच और मरणाशौचमें कहीं-कहीं देशप्रथा, जातिः 
प्रथा और कुलप्रथाकी भी मान्यता पायी जाती है । शासत्रोका 
सिद्धान्त है कि विशेष अवसरपर शास्त्रीय मतसे लौकिक मत 
विशेष बलवान्‌ हो जाता है । अतः देशश काल और कुलकी 
परिस्थितिके अनुसार जननाशौच और मरणाशौचमै लौकिक 
प्रथाका भी अनुसरण किया जा सकता है; किंतु यथासम्भव 
जाय तो सभीके 
लिये सर्वप्रकारसे सर्वोत्तम होगा | 
हमने अपने स्वर्गीय पितृचरण भारतविख्यात विद्वान्‌ 

महामहोपाध्याय सर्वतन्त्रस्वतन्त्र पण्डित श्रीविद्याधरजी 
शास्त्री गौड महोदयसे--जो अपने समयमें काशीमै प्रमुख 
धर्मशास्री माने जाते थे और जिनकी धर्मशास्रीय व्यवस्थाआका 
विद्वत्‌:समाजमें अत्यन्त आदर था-उनके जीवनकालम 
समय-समयपर कुछ धर्मशास्रका भी श्रवण मनन किया था; 
उन्हीं पूज्य श्रीपितूचरणके द्वारा प्रास अण आधारपर 
आज हिंदू-मानवों ( वर्णचत॒ष्टयों ) के परिबारमै होनेवाले 


आवश्यक जनन-मरणसम्बन्धी आशोचोंका उल्लेख किया 
जा रहा है । आशा दै, इससे आस्तिक हिँदूजातिको अवश्य 
लाभ होगा । 

इस लेखमें हमने बाळकोके जनन-मरणसम्बन्धी आशोच 
नहीं दिये हैं । अतः बालक्रोके जनन-मरणसम्बन्धी आशोचोके 
परिज्ञानार्थ कल्याणके विशेषाङ्क “बालकाङ्क में प्रकाशित 
हमारे ध्वाल्कोंके जनन-मरणसम्बन्धी आंच? लेखको 
पढ़ना चाहिये | ै 

१-जिस पुरुषको पुत्र या कन्या उत्पन्न हो, वह स्नान 
करके अन्य लोगोंको स्पर्श कर सकता है । जननाशौचमै 
मानव-स्पर्श करनेमें कोई दोष नहीं दै । 

२-जिस ख्रीको पुत्र उत्पन्न हो, उसे २० दिनका 
आशौच लगता है अर्थात्‌ वह २० दिनतक देवकार्य और 
पितृकार्यके योग्य नहीं रहती । 

३-जिस स्त्रीको कन्या उत्पन्न हो, उसे ३० दिनका 
आश्ौच लगता है अर्थात्‌ वह ३० दिनतक देवकार्य और 
पितृकार्यके योग्य नहीं रहती । 

७-जिस स्त्रीके संतति उत्पन्न हो) आशोचकालमे केवल 
उसीको स्पर्श नहीं करना चाहिये; शेषर सभी सपिण्डौको 
स्पर्श करनेमै कोई दोष नहीं है । 

५-जिस दिन पुत्र अथवा कन्या उत्पन्न होश उस दिन 
नाळच्छेदनके पूर्व और छठे दिन एवं दसवें दिन जो दान: 
पूजा आदि पुण्य-कर्म शास्त्रोमे लिखे हैं; उनके करनेमे 
पिता आदिको आशौचजन्य दोष नहीं होता और उस समय 
पिता आदिके द्वारा दी गयी दानकी वस्तुओंकों केनेमे 
्रा्मगोंको दोष नहीं होता । जननाशौचरमै आशौचीके 
गहमे भोजन करनेका निषेध अवस्य है । 

६-विवाहिता पुत्रीका पितृग्रहमें प्रसव हो, तो माता- 
पिता और सपल-माता ( सौतेली माता ) को त्रिरात्र और 
सोदर भाई तथा पितृव्य ( चाचा) आदि सपिण्डों#को 
एक रात्रिका आशौच होता है । विद्ञानेश्वरका मत है कि पितृ- 
गृहमें विवाहिता कन्याका प्रसव हो) तो माता-पिता आदि 
सपिण्डौंको एकरात्रिक आशोच होता हा आशौच होता हैं। 

% सात पीढ़ीतक “सपिण्ड' कहे जाते हें । 


६९२ 





< १. 
२ मानव वही जो सार्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


निया 





७-विवाहिता पुत्रीका पितृगृहमे मरण हो तो माता- 
पिता एवं सपल माताको त्रिरात्र और सोदर माई तथा 
पितृव्यादि सपिण्डोको एकाइ आशौच होता है । कुछ 
आचार्यका मत है कि सोदर भाईको त्रिरात्र आशौच होता 
है । विज्ञानेश्वरका मत है कि पितृणहमे विवाहिता कन्याकी 
मृत्यु हो तो माता-पिता और सपिण्डोको भी त्रिरात्र आशोच 
होता है । 
<८-विबाहिता पुत्रीका समानग्राममै मरण होनेपर भी भाई 
आदिको त्रिरात्र आशौच होता है, यह बिज्ञानेश्वरक्रा मत है । 
अन्य आचार्यका मत है कि समानग्राममे विवाहिता कन्याका 
मरण. होनेपर भाई आदिको एकरात्र आशौच होता है । 
९-विदेशमें विवाहिता पुत्रीके मरणमें भाई आदिको 
स्नानमात्रका आशोच होता है । 
१०-विवाहदिता पुत्रीका पतिशृहमे प्रसव अथवा गर्भपात 
हो तो माता-पिता तथा पितृव्यादि सपिण्डोंको आशौच 
नहीं होता । 
११-विवाहिता पुत्रीका पितृण्हमे छः मासतकका गर्भपात 
हो तो माता-पिताको एकरात्रिका और भ्राता आदिको 
खानमात्रका आशौच होता दे) और सातवें माससे गर्भपातमें 
माता-पिताको त्रिरात्र और भ्राता आदिको एकाइ आशौच 
होता है । 
१२-विवाहिता पुत्रीकी पतिएहमें मृत्यु हो तो माता- 
पिताको चिरात्र आशौच होता है, यह कमलाकरका मत 
है । एक ग्रामवासी माता-पिता और सपल-माताको त्रिरात्र 
आशौच होता है । भिन्न ग्रामवासी माता-पिताको पक्षिणी# 
आशौच होता दै, यह शुद्विविवेककार आदिका मत है। 
१२-विवाहिता पुत्रीकी पतिरहं मृत्यु होनेपर उसके 
भाईको पक्षिणी आशोच लगता है। 
१४-भाईके घरमै वहनकी और बहनके घरमै भाईकी 
मृत्यु हो तो परस्परे त्रिरात्र आशौच होता है । यदि 
ग्रहान्तरमें मत्यु हो तो पक्षिणो आशौच होता है । यदि 
आमान्तरमे मृत्यु हो तो एक दिनका आशौच होता [हे । 
यही आशौच सापत्न भ्राता और भगिनीमै भी कहा गया है । 
१५-भगिनी ( बहन ) के गहमै भगिनीकी मृत्यु हो 
तो परस्परमँ त्रिरात्र आशौच होता दै । गरहान्तरमें मृत्यु 
पा फर एकरात्रि दो दिन अथवा दो दिन साध शोर अथवा दो दिन एकरात्रि--इस प्रकार 
डेढ़ दिनको “पक्षिणी? कहते हें । 





——— 


हो तो पक्षिणी और ग्रामान्तरमें मृत्यु हो तो एकदिन- 
का आशौच होता है। यही आझोच सापन्न-भगिनीके मरणपर 
भी कहा गया है । 

१६-अनुपनीत बाळक और अनूढ़ 
कन्या ) को केवल माता-पिताके सरणमै ही दशाह आशौच 
होता है और पितृव्य आदिके मरणम इन दोनोंको कुछ 
भी आशोच नहीं होता, यह धर्म-सिन्धुकारका मत है। 
पञ्नगौड़ोंका मत है कि पितृब्यादिके मरणमें भी दशाहा- 
शोच होता है । 


कन्या ( अविवाहिता 


“012 


१७-विवाहिता पुत्रीको अपने माता-पिताके मरणर्स 
दस रात्रिके भीतर त्रिराच और दशरात्रिके अनन्तर “पक्षिणी? 
र x 
आशोच होता है । 


१८-विवाहिता पुत्रीको पितृव्य-पितामहादिके मरणमें 
खानमात्र आशौच होता दै, यह एक आचार्यका मत है । 
दूसरे आचार्यका मत है कि पितृव्य-पिंतामहादिके मरणमें 
विवाहिता पुत्रीको एकरात्रिका आशौच होता है । 
के 


~ 


१९-माता और प्रिताका आशौच संततिके लिये किसी 
मी आगौचमै गतार्थ नहीं होता अर्थात्‌ जिप दिन माता- 
पिताका आशौच उपस्थित हो, उसी दिनसे सम्पूर्ण आशोच 
मानना उचित है । 


२०-माहुळ ( मामा ) के मरणमे और सापत्न-मातुलके 
मरणमें भगिनीपुत्र ( भागिनेय ) और भगिनी-पुत्री 
( मागिनेयी ) को पक्षिणी आशौच होता है । दशरात्रिके 
वाद इनका आशोच नहीं होता है। 


२१-उपकारक मातुलके मरणमे और स्व-गहमे 
मातुलके मरणमें तथा ताहश सापल-मातुलके मरणमें भी 
मानजे और भानजीको त्रिरात्र आशौच होता है । विदेशमै 
मातुलके मरणमें ख्ानमात्र आशौच होता है। 


२२ मातुलानी (सामी ) के मरणमें भागिनेय ओर 
भागिनेयीको पक्षिणी आशौच होता है । सापल-मातुलानीके 
मरणमें कुछ भी आशौच नहीं होता | 


९२ अनुपनीत माइळके मरणमें भित्रे ए 
यको एक 
को एकरात्र 


२४-उपनीत भागिनेयके मरणम 


और उपनीत 
भागिनेयके मरणमें मातुलको और मा साप 
भगिनीको त्रिरात्र आशौच ता 2 द्वितीया ( दूसरी ) 


| 





% मानवोके जनन-सरणसस्बन्धी आशोच + 





६९३ 








२५-अनुपनीत भागिनेय और अनुपनीत सापत्न भागिनेय- 


के मरणमै मातुल तथा मातुळक्री भगिनीको पक्षिणी 
आशौच होता हैं । 
२६-भागिनेयीके मरणमें मातुल और मातुलानीको 


्ञानमात्रका आशौच होता है । 


२७-मातामह (नाना) के मरणम दौहित्र और 
दौहित्रीको त्रिरात्र आचौच होता दै । ग्रामान्तरे नानाकी 
मृत्यु हो तो पक्षिणी आशौच होता है । 


२८-मातामद्दी ( नानी) के मरणमें दोहित्र ओर 


ैहित्री 02३ [oN ~ > CS 
दोहित्रीको पक्षिणी आशौच होता है । निर्णयसिन्धुकारके 
मतसे त्रिरात्र आशौच होता है । 


/ 


a /01 


२९-उपनीत दौहित्रके मरणमे मातामह और मातामही- 
को त्रिरात्र आशोच होता है और अनुपनीत दौहित्रके 
मरणमें पक्षिणी आशाँच होता है । 


३१-सास और श्वशुरके मरणमें समीपवत्ती जामाता 


( दामाद ) को त्रिरात्र आशोच होता है और असमीपवत्तींको 
( असंनिधिमें ) पक्षिणी आशौच होता है । उपकारक सास 


और श्वघुरके सरणमे असंनिधिमें भी जामाताको त्रिरत्र 
आशोच होता है । ग्रामान्तरमें सास और श्रशुरके मरणमें 
एकरात्र आशौच होता है । 


३२-भार्या ( पल्ली ) के मरणसे जिन सास और श्वशुर- 
का सम्बन्ध निवृत्त हो गया हो, उनके मरणमें सी जामाताको 
पक्षिणी आशौच होता है । सम्बन्ध निवृत्त होनेपर भी यदि 
सास और श्वशुर उपकारक हों तो जामाताको त्रिरात्र 
आक्यौच होता है । 


३३-जामाताके मरनेपर सास और श्वशुरको संनिधिमें 
त्रिरात्र और असंनिधिमें एकरात्र अथवा खानमात्र 
आशौच होता है । 


३४-माताकी वहन ( सोसी ) के मरणमें बहनके 
पुत्र और कन्याको पक्षिणी और सापल माताकी भगिनीके 
मरणमें भी पक्षिणी) आशोच होता है | संनिधिमें यदि 
~ ~ 
माताकी बहनकी मृत्यु हो तो त्रिरात्र आशोच होता है । 





३५-पिताकी भगिनी ( बूआ ) के मरणमें भाईके 
पुत्र और पुत्रीको “पक्षिण आञोच होता है । 
३६-पिताकी 
आशोच होता है । 


सापल-भगिनीके मरणमें स्लानमात्रक्रा 


३७-भाईके पुत्रके मरणम बूआ ( भूआ ) को ज्ञान 
मात्रका आगौच होता है । अपने घरमै पिठृष्वसा और मातृ- 
ष्वसाकी सृत्युमें तीन दिनका आशोच होता है । 

२८-अपने पिताकी बहनका पुत्र, मातामहदकी बहन- 
का पुत्र, अपनी साताके बहनका पुत्र; पितामहीकी बहूनका 
पुत्र, सातामहीकी बहनका पुत्र, अपने मातुलका पुत्र; 
पिताके मादुळका पुत्र और माताके मातुलके पुत्रके मरणमें 
“पक्षिणी? आशोच होता दै, यदि ये उपनीत हों तो । यदि ये 
अनुपनीत हाँ तो एकाह आशझौच होता है ओर यदि 
इनकी अपने घरमै मृत्यु हुई हो तो त्रिरात्र आशोच होता 
है तथा इनकी विवाहिता पुत्रीके मरणमें एकाइ आशोच , 
और अविवाहिता कन्याके मरणे स्नानमात्रका आशौच 
होता है, यह निर्णयसिन्धुकार कमलाकरका मत है । नागोजी 
सङके मतमै आविवाहिता कन्याका एकाह आशोच होता है । 


fu 


३९-उपनीत श्यालक (साले ) के मरणमें बहनोई 
( जीजा ) को एकरात्र और अनुपनीत श्यालक ( साले ) 
के मरणमें तथा दूरवर्ती श्यालक (साले) के मरणमे 
स्नानमात्रका आशोच होता है । 

४७४०-सालेकी पत्नी ( सळइज ) के मरणमें एकरात्र 
आद्यौच होता दै, यह किसी आचार्यका मत है | 

४१-सालेके पुत्रके मरणमें बहनोईको केवळ स्नान- 
मात्र आशोच होता है । 

७२-पत्नीके मरणसे यदि श्यालकका सम्बन्ध निब्रत्त हो 

क ce >> 
गया हो तो बह्नोईको स्नानमात्रका आशोच होता है । 
णें ~ 
४३-सालीके मरणमें एकाह आशोच होता है। 
४४-उपनीतः दत्तक पुत्रके जनयिता ( कक ) 
दने सपिण्डक्र 

और पालक पिताको त्रिराच आर क्रो एकाह आशोच 
होता है । मयूखकारके मतमै पालक पिताके सपिण्डक्रो 
द्शाहाशौच होता है । यही मत पञ्चगौडमै भी लल | 
यदि सगोत्र सपिण्ड दत्तक हो तो सभीके मतसे द | 


ही होता है । 


५५-दत्तकके पुत्र और पौत्र आदिके जनन और 


(>५ ->> 





मरणमै जनयिता तथा उसके सपिण्डको एकाह आशोच 


होता है ओर पालकके सपिण्डको भी एकाह आशौच होता 
है यह निर्णयसिन्धुकारका मत है । 

४६-अनुपनीत दत्तकके मरणमें दोनों ( जन्मदाता 
और पालक ) पिताओंको त्रिरात्र आशौच होता है 
और दोनों पक्षके सपिण्डको एकाह आशौच होता है । 

४७-जनयिता और पालक पिताकी मृत्युमे दत्तक पुत्र- 
को त्रिरात्र आशोच होता है | पालक पिताकी मृत्युमें दत्तक 
पुत्रको दस रात्र आशौच होता है, यह मयूखकारका 
मत है । 

४८-जन्मदाता ओर पालक पिता--इन दोनों पक्षोंके 
सपिण्डके मरणमें द्त्तकको एकाह आशौच होता है । 

४९-जन्मदाता ओर पाळयिता पिताका यदि दत्तक 
पुत्र औध्वरैहिक क्रिया करे तो उसको सम्पूर्ण आशौच 
होता है । 


५०-जन्मदाता और पालयिता पिता--इन दोनों पक्षौके 
सपिण्डके मरणमें दत्तकके पुतर-पौत्रादिको एकाह आशौच 
होता है । 

५१-संन्यासी पिताके मरणमें संन्यासीके पुत्रादिको 
आशोच नहीं होता । संन्यासी पिताके मरनेपर पुत्रादिको 
केवल वपन ( बाल कटाना ) और स्नानमात्र ही उचित है । 

५२-संन्यासी पिताके मरनेपर उसका दाह-आशौच 
एवं उदक-दानादि नहीं होते । म्यारहवें दिन पार्वण 
और वारहबे दिन नारायणबलि करना उचित है | महालय- 
में द्वादशी अथवा अमावास्याको संन्यासीका पार्वण और 
क्षयाह तिथिको एकोद्दिष्ट अथवा पार्वण करना उचित है | 

५३-यदि किसीका पुत्र संन्यासी हो तो उसको भी 
अपने माता-पिताके मरणमें सचेळ स्नान करना उचित है । 
पिता-माताके अतिरिक्त अन्य किसीके मरणमें संन्यासीको 
स्नान करना भी विहित नहीं है । 

५४-संन्यासी पिताको पुत्रादिके मरणमें , स्नान करना 
मी उचित नहीं है । 

५५-संन्यासी गुरुकी मत्युमें संन्यासीके शिष्योंको 
स्नानमात्र उचित है । 


५६-नैष्ठिक ब्रह्मचारी और वानप्रस्थीको आशौच नहीं 


होता । 





% मानव वही जो खा्थ तज होता पथिक परमार्थका % 


परणशॅशॉशशिशिरशिशशिशिसिससिशणिणिणाण 9 ५) ५") ?५'"ा""------------------>_>>_>>_>>_>>->>-टसस््ल्ल्जााशशशशा------.... 
A क्प्ण्ण्ण. 





५७-नैष्टिक ब्रह्मचारी; यति ( संन्यासी ) ओर पतित- 
को किसीकी भी मृत्युमे आशोचादि नहीं होता । इसी 
प्रकार नैशिक ब्रह्मचारी, यति आदिकी मृत्युमे भी किसीको 
कुछ आशौच और श्राद्धादि करना नहीं लिखा है । 

५८-वानप्रस्थ, यति) पण्ड ( नपुंसक ) ओर युद्धमें 
मरे हुएका सपिण्डको स्नानमात्र आशौच होता है । 

५९-ब्रह्मचर्यस्थित ( गुरुकुलस्थित ) ब्रह्मचारीको 
पिता आदिके मरणमै मी आशोच नहीँ होता । समावर्त्तनो- 
तर ब्रह्मचारीको पूर्वमुत माता-पिताका त्रिरात्र आशोच 
होता है । 

६०-ब्रह्मचारी अपने पिताका यदि औध्वदेहिक करे 
६ 0 ३ रर > बह ओ 0 
तो उसको समूण आशोच होता हे । यदि वह ओध्व- 
देहिक न करे तो उसे सम्पूर्णाशौच नहीं होता । 

६१-व्रह्मचारीको माता, पिता, आचार्य, उपाध्याय 
और मातामहके अन्त्यकर्म करनेमें कोई दोष नहीं होता; 
किंतु इनका दशाह आशौच होता है । 

_ ६२-ब्रह्मचारीको पिता आदिके आशौचमै आशोची- 
का अन्न-भक्षण करना उचित नहीं है । अन्नके भक्षण करनेसे 
पुनः उपनयन करना प्रायश्चित्त लिखा है | 

६३-ब्रह्मचारीको सपिण्डके मरणमें आशौच नहीं 
होता । 

६४-जह्मचारी यदि अन्य किसीका निर्हरण ( शवको 
ले जाना ) दाहादि ओर्ध्वदेहिक कर्म करे तो उसको पुनः 
उपनयन और कच्छूप्रायक्ित् ( बारह दिनका व्रत ) करना 
लिखा है । अतः ब्रह्मचारीको किसी अन्यके भी निर्हरणादिमे 
अधिकार नहीं है । 

आ ३५-आचार्यकके मरणमे आचार्यक्रा और्घ्वदेहिक कर्म 
ह नाऽ शिष्यको दस रात्र आशोच होता है और औष्ध्व- 
क न करनेवाले शिष्योंको त्रिरात्र आशोच होता है । 

-आचाः यकी और आचार्य € 
६६ पत्नी और के पुत्रके मरणे 
युख्कुलस्थित शिष्यको निरात्र और खगहर्थित शिष्यको 
एकरात्र आशौच होता है | 


६७-आचार्यके घरमे उपनयनसहित - 1 है नेदालायी शिष्यकी शिष्यकी 


* उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्याप 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं 





येद्‌ द्विज: । 
प्रचक्षते ॥ 
( मनुस्मृति २ । १४० ) 





कँ 


% मानवोके जनन-मरणसम्बन्धी आशौच ४ 


६९५ 





> 


मृत्यु हो तो आचार्यको त्रिरात्र आशौच होता है । उपनयनके 
बिना केवल वेदाध्यायी शिष्यके मरणमें “पक्षिणी? और इतर 
शाश्राध्यायी शिष्यके मरणमें एकरात्र आशोच उपाध्याय#को 
होता है । 


६८-शिष्य द्रव्य देकर यदि दूसरेसे अपने शुरुका 
दाह कराये तो भी शिष्यको दस दिनका आशौच होता है। 

६९-शिष्यके घरमे यदि गुरुकी मृत्यु हो तो गुरुका 
दाह करनेपर भी शिष्यको त्रिरात्र आशौच होता है । 

७०-किसीका सहाध्यायी ( सहपाठी ) मर जाय तो 
उसको एकरात्र आशोच होता है । 

७१-अपने घरमै मित्र मर जाय तो "पक्षिणी? आशोच 
होता है और यदि मित्र अन्यत्र मरे तो एकरात्र आशोच 
होता है । 

७२-आहिताभि ( अग्निहोत्री ) का दाह वैदिक मन्त्र- 
द्वारा होता है । अतः आहिताभिकी मृत्यु यदि विदेशमै हो 
तो पुत्रादिको उनकी मृत्युके ज्ञात होनेपर भी दाहके पूर्व 
आञौच नहीं होता और संध्यादि कर्मका भी लोप 
नहीं होता । 

७३-आहिताम्निकी मृत्युमें अस्थिदाहमें अथवा प्रतिकृति- 
दाइमे सपिण्डोको भी दशाहाशौच ही होता है क्योंकि 
आहिताम्चिका आशोच दाहके दिनसे ही होता है । 

७४-आहिताग्निका आशौच दाह-दिनसे होता दै और 
अनाहिताम्रिका आशौच मरण-दिनसे होता है । 

७५- दशाहानन्तर अनाहितामिके अख्थिदाहमें और 
वर्णशरदाह ( पुत्तल ) में पत्नी और पुत्रने यदि मृत्युके समय 
आशौच न माना हो तो उनको दशाह आशौच होता है । 
यदि प्रथम ही आशौच मान लिया हो तो पुनः त्रिरात्र 
आशौच संस्कारनिमित्त होता है । सपिण्डको पुनः आशौच 
नहीं होता, केवळ स्नानमात्रका होता है। 

७६-पर्णशरदाह अथवा अस्थिदाह यदि दशाहके अभ्यन्तर 


# एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । 
योऽध्यापयति क्स्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ 

( मनुस्मृति २1 १४१ ) 
- + निषेकादीनि क्मौणि यः करोति यथाविधि । 
सम्भावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ 

( मनुस्मृति २ । १४२ ) 





हुआ हो तो दशझाहाशौचसे ही शुद्धि होती है) त्रिरात्रादि 
आशौच नहीं होता । 


७७-पति-प्ली और सपल्षियोंकी मृत्युके समय यदि 
आशोच न माना हो तो पति-पत्नी और सपलियाँको मी 
पुत्तलदाहके अनन्तर दझाहाशोच होता है । यदि आशोच 
माना हो तो संस्कारनिमित्त त्रिरात्र आशौच होता है । 

७८-शवका स्पर्श यदि दिनमै किया हो तो नक्षत्रके 
दर्शनसे शुद्धि होती है ओर यदि रात्रिमें गवस्पश किया हो 
तो सूर्यके दर्शनसे शुद्धि होती है । 

७९- स्नेहसे आशोचि-णहमें रहनेसे उयहाशोच होता है 
और उसका अन्न खानेसे आशौचीके सदृ आशोच होता है। 

८०-स्नेहसे निर्हरण ( शवको इमशान .ळे जाने ) 
में एकाह आशोच होता है । 

८१-स्नेह-लोमादिसे सजातीय और विजातीय निर्दर 
( शवको श्मशान छे जाने) में तजातीय आशोच होता है । 

८२-असपिण्ड प्रेतके अलंकरणमें अज्ञानतः उपवास 
और ज्ञानतः पादकृच्छ प्रायश्चित्त ( तीन दिनका व्रत ) 
लिखा है । 

८३-संसर्गाशोचमें कर्मानधिकार नहीं होता और 
उसके घरवालोंको तथा तत्स्पृष्ट द्रव्यादिको भी आशौच- 
सम्बन्ध नहीं होता । 

८४-धर्मार्थं अनाथ सवर्णके निर्हार ( व्मशान ळे 
जाने ) मै, क्रिया करनेमें और अग्निदानमें अनन्त फल होता 
है । धर्मार्थ अनाथादिकी निर्हारादि क्रिया करनेवालेकी केबल 
खानसे शुद्धि होती है । अतः धर्मार्थ पञ्चामिपक्ष प्रचलित है । 


८५--धर्मार्थ अनाथ मातुलादिके निर्हारमे त्रिरात्र 
आशौच होता है । 

८६--सपिण्ड प्रेतके अनुगमनसै कदापि दोष नहीं होता । 
असपिण्डमें मी अनाथकी क्रियामें कुछ दोष नहीं दै । 


८७-अनाथबुद्धिसे समान और उत्कृष्ट वर्णके शवानु- 
गमनमें कोई दोष नहीं होता । 


८८-ब्राह्मणको क्षत्रियक्रे शवानुगमनमें एकाइ” वेश्यके 
शवानुगमनमे पक्षिणी और शूद्गके शवानुगमनमे ब्यहाशौच 
होता है । क्षत्रियको बैस्यके शवानुरमनमें पक्षिणी और 
वैश्यको शूद्रके शावाठुगमनमें व्यहाशौच होता दै । 


६९६ 





% मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका * 








८९-जीवच्छाद्वकर्ता % को किसीका आशोच नहीं होता। 

९०-जीवच्छाद्धकर्ताकी मृत्यु होनेपर बान्धवोंकी आशोच 
नहीं होता । किसी आचार्यका मत है कि जीवच्छाडकर्ताकी 
मृत्यु होनेपर बान्धवोंको आशोच होता है | 

९१-जीवच्छाद्धकर्ताके यदि पुत्रादि हों तो वे उसका 
और्वदेहिक कर्म कर सकते हैं; यदि वे न करना चाहे तो 
मी कोई दोष नहीं है । 

९२-समान और उत्तम वर्णवालेके यहाँ अस्थिसंचयनसे 
पूर्व रुदन करे तो वस्रसहित स्नान करनेसे शुद्धि होती है 
और अश्थिसंचयनके बाद रुदन करनेसे आचमनमात्रसे 
शुद्धि होती दै । 

९३-अपनेसे हीनवर्णके यहाँ अस्थिसंचयनसे प्रथम 
रुदन करे तो सचेल स्नान करनेसे शुद्धि होती है और 
अस्थिसंचयनक्रे बाद रुदन करनेसे स्नानमात्रसे शुद्धि होती है । 

९४-ब्राह्मण यदि क्षत्रिय ओर वेश्यके यहाँ अस्थिसं- 
चयनके दिन रुदन करे तो उसकी दूसरे दिन शुद्धि होती है 
और अस्थिसंचयनके बाद रुदन करनेसे स्नानमात्रसे ही 
शुद्धि होती है । इसी प्रकार क्षत्रियको वेश्यके यहाँ रुदन 
करनेमें समझना चाहिये । शूद्रके यहाँ ब्राह्मण अस्थिसंचयन क्रे 
पूर्व रुदन करे तो तीन दिन) तथा क्षत्रिय और वैश्यके यहाँ 
रुदन करे तो दो दिनका आशौच होता है। और अस्थि- 
संचयनके बाद रुदन करे तो एक दिनका आशौच होता है | 


-९५-आुद्ग यदि शूद्रके यहाँ रुदन करे ओर स्पर्श न करे» 


तो एक दिनका ( अस्थिसंचयनसे उपरान्त सूर्यास्ततकका ) 
आशौच होता है । 

९६-जुद्वितत्वमें लिखा है कि अस्थिसंचयनके उपरान्त 
एक मासपर्यन्त रुदन करनेमें द्विजाति एक दिनमै सचैल 
स्नानसे शुद्ध हो जाता है । ब्राह्मणके सजातीयके यहाँ रुदन 
करनेसे एक दिनमै और क्षत्रिय तथा वेश्यके यहाँ रुदन 
करनेसे वह तीन दिनमे शुद्ध हो जाता है । 

९७-प्रत्येक वर्णको अपने सपिण्डके यहाँ रुदन करनेसे 
और उनको श्मशान पहुँचानेमे कोई दोष नहीँ है । 

९८-देशका राजा अथवा गाँवक्रा ठाकुर ( मालिक ) 
यदि दिनमै मरे तो दिनभरका ओर रात्रिमें मरे तो रात्रि- 
भरका आशोच देशवासी तथा ग्रामवासी मनुष्योंको होता है | 

९९-ग्रामके मध्यमे जबतक मृतक पुरुष रहता है 
तबतक वह ग्राम अशुद्ध रहता है और जव ग्रामसे मृतक. 
बाहर कर दिया जाता है, तभी वह ग्राम शुद्ध होता है । 
यही नियम घरके पञ्च आदिके मृतक होनेमें भी है । 

१००-ग्राममे शव ( मृतक ) हो तो मनुष्य १०० 


धनुष्रके मध्यतक भोजन न करे | यदि भोजन करे तो ` 


वह दीपक और जलका घडा रखकर करे और सदि 
वह घर अपने कुलका न हो तो सूतिकामें भी इसी 
प्रकारका नियम समझना उचित है । 





— ee 
भारतीय मानवकी भद्र भावना 1 


( स्चयिता-श्रीरामवचनजी द्विवेदी “अरविन्द, साहित्यालंकार ) 


सभी सुखी हो, सभी निरोगी , 
सभी भद्रतासे हो युक्त । 
पर-हित-रत हो सभी सवदा , 
डःख-कष्टसे सव हो मुक्त ॥ 
भद्र भावनामय सब जन हों , 
सब उरके दुगुण हाँ चूण । 
परम प्रसन्न रहं सब प्राणी , 
पावन प्रण सबके हो पूर्ण ॥ 
सब दुर्जन सज्जन बन जायें , 
सज्जन .पाय. शान्ति महान । 
सत्य-अहिसा-क्षमा-दयाके 
खुमन खिले सब उर-उद्यान ॥ 


PS स्स्स | सकळ संसार ॥ > 
% जिप्त पुरुषने अपने जीवनकालमें ही अपना औध्वंदेहिककमे कर ल्या हो, उसे “जीवच्छ 

2 ज्‌ 
1 संस्कृत-साहित्यक्रे विश्वकल्याणकी भावनासे भावित कुछ अमर 


सब जीवोंको क्षमा करें हम , 
वे भी क्षमा करें सविशेष। 
जन-जनमे हो मित्र-भावना, 
लेश नहीं हो मनमै द्वेष ॥ 
नहीं राज्यकी हमे कामना, | 
नहीं खर्गकी हमको चाह। 
वर दो भगवन्‌ ! दूर करें हम 
आहत आर्तजनोकी आह ॥ 
पालक खुरा हो, प्रजा सुखी हो , 
सत्य-न्यायका हो व्यवहार । 
मङ्गलमय हो सभी दिशाएँ, 
यह सुखी सकल संसार ॥ र 
स्टाइकर्ता कहते हैं । 


१ 


श्वोरकोके भावानुवाद । 


————— 


गं 


~ 


ॐ वसिष्ठकी महान्‌ मानवता % ६९७ 








नै 


वसिष्ठकी महान्‌ मानवता 


( लेखक--श्रीसुङुन्दराय वि० पाराशर्य ) 


प्रारम्ममे छोटी और समय जाते क्रमशः बढ़ती जाने- 
वाली सजनोंकी मेत्रीके समान वसिष्ठके आश्रमके तरुवरोंकी 
छाया ग्रीष्मके मध्याहक्े बाद बढ़ती जा रही थी | उपवनका 
रूप धारण करनेवाले आश्रमस्थ दृक्षोंके आगे समीपमें प्रवाह- 
पसे बहती हुई सरस्वती नदीका प्रवाह ध्यानावस्थित अवस्था- 
जैसी नीरवता और स्थिरताके साथ बहता चला जा रहा था 
और सरस्वतीकी सतहको स्पर्श करके बहनेवाली शीतल 
की पवन-लहरी आश्रम-वृक्षोंकी घनी छायामै मध्याहमें अङ्ग 

सिकोड़कर वेठी हुई बाळहरिणीके समान ठंडकका हाथ 

पकड़कर उद्यानमै एक साथ स्वेच्छानुसार खेलनेके लिये 

आमन्त्रित कर रही थी । सरस्वतीके जलको स्पश करके 

शीतलताको प्राप्त हुआ पवन जैसे ग्रीप्मके तापका समादर 

कर रहा था उसी प्रकार वसिष्ठके पास गुरुमन्त्र लेकर 
_ सत्सङ्गसे समान शीलवान्‌ बना हुआ आश्रमका प्रदेश वत्सछता 
` और आदरका भाव प्रदर्शित कर रहा था । 





आश्रमके इतिहासकी सारी दुःख रेखा. वर्तमानके स्वस्थ 
मनोदर्शनके नीचे ढक गयी थीं। कुछ कम संकट नह 
गुजरा था । कान्यकुब्ज-देशाधिपति गाधिपुत्र राजा विश्वामित्र 
एक बार पासके वनमें मृगयासे थके-माँदै विश्राम करनेके 
ल्प्रि आश्रममें अतिथिरूपमें आये और अपने आर्ताथ- 
धर्मको भूलकर वसिष्ठको काममेनु के लोभमेंश राजसत्ताके 
मदसे,कामघेनु नन्दिनीको हरकर छे जानेके लिये उन्होंने आश्रमम 
बडा बखेडा खड़ा कर दिया । ब्रह्मतेजके सामने क्षात-शयका 
सीमा उन्होंने देखी । ब्रह्मि वसिष्ठका तपःप्रभाव दंखकर 
उसको प्राप्त करनेके लिथि राज्यका त्याग करके वनवास 
° स्वीकार किया और तपस्याके द्वारा सिद्धि प्रास को | तथाप 
~ इससे वे राजर्षि बने) ब्रह्मणि नहीं । 


इतनी तपःसिद्धि होनेपर भी वसिष्ठक आंश्रममे गव 

खण्डित होनेपर विश्वामित्रके मनमै उन ब्रह्मषिके लिये द्वेषभाव 

रह ही गया और इस द्वेषाग्निके प्रज्वलित होनेके प्रसङ्ग भी 

र” दैवयोगसे उपस्थित होते गये । राजा कल्माषपादकी भरी 
समामे विश्वामित्रके तपःप्रभावको देखकर जब सभी सभासद्‌ 

उनकी अभिवन्दना कर रहै थे; उस समय वसिष्ठ ऋषिने और 


ल 


लोगोंके समान विनम्र भावमें विश्वामित्रका सम्मान नहीं किया; 
इतना ही नहीं, अपनेमें त्रह्मर्षि होनेका मान रखनेवाले 
विश्वामित्रको उन्होंने राजर्षि कहकर सम्बोधन किया । विश्वाः 
मित्रको ऐसा लगा कि वसिष्ठ गवके वशीभूत होकर हमारा 
अपमान कर रहे हैं; अतएव वसिष्ठकों सब प्रकाररी सतानेका 
विचार उनके मनमै उत्पन्न हुआ । पहले तो उन्होंने 
राजा कल्माप्रपादसे हिल-मिलकर। उनके कान भरकर 
वसिष्ठकों उनके पुरोहित-पदसे प्रथक करवाया और सभाम तथा 
अन्यत्र सब जगह उनकी निन्दा प्रारम्भ कर दी। विश्वामित्र- 
ने समझा था कि इससे क्रोधाविष्ट होकर वसिष्ठ युद्धमें प्रदत्त हो 
जायेंगे और सहज ही उनको हराया जा सकेगा; परंठु वसिष्ठजी 
और ही प्रकृतिके ऋषि थे । उनकी “श प्रति शाब्यम्‌? की 
नीति न थी । इसके विपरीत वे भूतमात्रके प्रति समभाव 
रखकर उदार वत्सलताका भाव दिखाते हुए तपर्चरणमें 
लगे थे । उनके धर्ममे योगसिद्धि प्राप्त करनेका आदर्श नहीं 
था; परंतु प्राणिमात्रके कल्याणकी अभिलाषा थी और इस 
स्थितिको प्राप्त करनेके लिये सत्यः प्रेम, निरमिमानताका आचार 
था । दिप्योंको “समत्वं योग उच्यते !' ‹सत्येनापद्यतेऽष्तम्‌-- 
थे सूत्र पढ़ानेवाले वसिष्ठजीने विश्वामित्रके सारे प्रहार 
हँसते हुए सद्द लिये । इससे विश्वामित्रका क्रोध आर द 
और दना हो गया । वसिष्ठके सर्वनाशका भयंकर निश्चय करके 
राजा कल्माप्रपादको उन्‍होंने अनेकों अयोग्य उपदेश देकर 
भ्रममै डाळ दिया । वनमें शिकार करनेके बहाने आमन्त्रितः 
कर राजाके द्वारा वसिष्ठके श्रेष्ठ पुत्र गक्तिकी क्रूरतापूर्वक हत्या 
करवा डाली । अपने अन्तःकरणे आदर्शको स्वयं नहीं: 
बल्कि अपने वंदाजोके द्वारा सफल बनानेकी कल्पना वसिष्ठजी- 
ने की थी । परंतु उनके युवा पुत्र शक्तिको अभी कोई 
संतान नहीं प्राप्त हुई थी, इसी बीच उसका संहार हो गया | 
इस आघातको सहन करनेका एकमात्र उपाय समझकर न 
तीर्थयात्राके लिय निकले। परंतु शक्तिकी स्री अदश्यवत गर्भवती 
थी; उसको साथ लेकर लंबी यात्रा करना शक्‍य नहीं था; 
इसल्यि तुरंत उन्हें आश्रमपर लौटना पड़ा और आश्रममें 
आते ही अद्श्यवतीने एक पुत्र प्रसव किया | इस शिशु पौत्र- 
को अपना जीवन मन्त्र पढानेके लिये प्रातःकाल सरस्वतीके 


६९८ 


# मानव वही जो खाथ तज होता पथिक परमार्थका * 


= === = TTT 





जलमे स्नान करके उगते हुए सूर्यको अर्ध्यं देकर वसिष्ठने 
प्रणवका जप प्रारम्भ कर दिया | तबसे आजतक क्षमाशील 
कतेव्यनिष्ठ वसिष्ठके स्वभावक्री एक-रस प्रसन्न-चारुता इस 
आश्रमःप्रदेदामें फेल रही है । 


अब मध्याह्ृके पश्चात्‌ वसिष्ठजी कामधेनु नन्दिनीकी 
गर्दनपर हाथ फेरते हुए उसे पुचकार रहे थे और उसके मुँहमे 
घास दे रहे थे । जिस दिन विश्वामित्रने इस आश्रममें अतिथिरूपमे 
आकर नन्दिनीको हर ले जानेका अनुचित प्रयत्न किया था; उसी 
दिनसे नन्दिनीके मनमै वसिष्ठके प्रति विशेष ममता उत्पन्न 
हो गयी थी । बसिष्ठको देखकर वह रुक जाती, उनका शब्द 
सुननेके लिये कान खड़े कर देती । वे समीप आकर जब उसके 
मुँहपर हाथ फेरते, तब शान्त स्थिर आँखोंसे वह वसिष्ठकी 
ओर देखती रहती । 


जिस समय वसिष्ठ नन्दिनीके पास थे; तभी मेधातिथि उनसे 
मिलने आये । आते ही बोले--वसिष्ठ | तुम्हारे जिम्मे 
कामधेनुको सेवा अलग है | तुम्हें जरा अधिकः `" `” `? 


“अधिक नहीं) मेधातिथि ! इस विषयमै तुम मुझको 
प्रतिदिन कहते हो । परंतु आज मैं अपनी बात तुम्हें स्पष्ट 
सुनाऊँगा । यह तो धर्म है, कर्तव्य है। वह मूक प्राणी, जिससे 
हम सेवा लेते हैं, मतुष्यस क्या अपेक्षा रखता है, यह 
“बात सीखने योग्य है | यह नन्दिनी आश्रमकी पोषिका है, 
आश्रमकी माता है । इसकी यथोचित सेवा मुझसे नहीं हो 
“सकती | परंतु जिस समय यह वनमेसे हिंसक पशुके भयसे भागती 
हुई आयी और आश्रममै आकर हॉफने लगी, मैंने इसके 
आगे ले जाकर पानी रखा, मुँहमे घास दी और सहलाते 
हुए इसकी गर्दनपर हाथ फेरा; उस समय इसकी आँखोंमें 
विश्वास और संतोषके अश्रुबिन्दु मुझे दीख पडे| उस दिनसे 
मुझसे इसके पास बेठे विना नहीं रहा जाता । सच कहता हूँ; 
मेधातिथि ! पश्चमें भी अन्तःकरण होता है और उसमें किसी 
भी पशु या मनुष्यके अन्तःकरणको पहचाननेका गुण- धर्म 
होता दै। जो ममता मनुष्यमें अपने लिये या सम्बन्धीके 
लिये होती दै? उसे सम-भावसे पञुपक्षियोमें, वनस्पतिमै, 
जीवमात्रमें फैलाना चाहिये |? 


मेधातिथि बीचमै ही बोळ उठे-- “मनुष्य अपने- 
आपसे सबमें इसका विस्तार नहीं कर सकता |? 


“ऐसी बात न कहो; क्योंकि समता तो आत्माका स्वभाव 





है और स्वभावको प्राप्त करना, उसको सिद्ध करना अशक्य 
नहीं । बल्कि यह सब ईश्वरका है, ईश्वरमय है, ईश्वररूप है । 
अहंकारकी क्षुद्र सयाँदामै बैँधकर किसी प्राणीके गोरवकी 
हानि करनेमें मानवका हित नहीं । उलटे “परस्परं भावयन्तः? से 
कल्याणकी प्राप्ति होती है । क्या कोई प्रत्युत्तर खोजते हो, 
मेधातिथि ? क्या विचार करते हो १? 

“कुछ भी नहीं । आपकी बात वैसे तो ठीक लगती 
है; परंतु सत्य यह है कि मनुष्य अति प्राचीन कालसे अन्य 
प्राणियोंक्रा अपने सुखके साधनरूपमे उपयोग करता आ 
रहा है |? 

“इस तथ्यको में स्वीकार करता हूँ । परंतु क्या इस 
प्रकार मनुष्य मनुष्यका साधनके रूपमे उपयोग नहीं करता १ 
परंतु बात केवळ इतनी ही नहीं है । मनुष्यको तथ्योंसे 
संतोष नहीं होता । अपनेको बह अधिकाधिक सुखी 
करना चाहता है | आदर्शकी लालसा मानव-हृदयमें है, वह. 
उसको प्राप्त करना चाहता है; इसलिये अपनी भूलको 
स्वीकार करके भूछ सुधारनेका 
जातिको है, यह भूलना नहीं चाहिये । भूलको 
सुधारे विना भूलवाले रास्तेपर आगेसे आगे बढ्नेसे तो उलटा 
आदरशंसिद्धिसे बहुत दूर जाना पड़ता है, समीप पहुँचना नहीं 
होता । इसीसे कहता हूँ कि मनुष्यको अभीसे चेतना चाहिये 
ओर अन्तःकरणको अधिक समभावापन्न बनाना चाहिये । 
यदि आजसे ही चेतकर इस भूलको नहीँ सुधारे तो आज 
दूसरे प्राणीको त्रास देकर अपना काम बनानेवाला मनुष्य 
मानसिक संकीर्णताके कारण स्वयं अपना निस्सहाय साधन 
बनेगा । मनुष्य जीतेजी मरकर दूसरोंके उपभोगका 
साधन बनेगा । मानव-जाति इस प्रकार उत्तरोत्तर अधोगतिको 
प्राप्त होती जायगी और आज जान-बूझकर भी इस भूलको .. 
यदि , 
करना पड़ेगा, उस सबका पाप हमारे सिर" * 5 

वसिष्ठका प्रवचन पूरा होनेक्े पहले 
लगी--'मेधातिथि ! गुरुदेव |? 
बात सुननेमें निमझ थे | 


“चाहता हूँ कि आपका शिष्य 
अभी तो. . 


हले ही दूरसे आवाज आने 
परंतु मेधातिथि बसि 


य बन सकूँ, वसिष्ठजी | परंतु 


A 


हम नहीं सुधारेगे तो भविष्यमै मनुष्यको जो कुछ सहन | 


ज्यु 


अधिकार मानव- ~> 


“दन 


* वसिष्ठकी महान्‌ मानवता * ६०९९ 


द्‌ 





स य्य या 


स्प्प््प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्सि 


मेधातिथि यह कह ही रहे थे कि दो-तीन ऋषि अपने 
दौडे (७ 
५ शिष्यांके साथ दोडे हुए आये | सबके मुखमण्डलपर भयके 
स्पष्ट चिह्न थे। 
च ~ शि ~ ० ० 

“क्या हे ११--मेथातिथिने उतावळे होकर प्रश्न किया । 

4 “कल्माषपाद राजाको लेकर विश्वामित्र चढ़े चले आ रहे 
हैं । सरस्वतीके दूसरे किनारेसे आ रहे हैं । पीछे बड़ी सेना है |! 

“विश्वामित्र !?--मेधातिथि डर गये । शिष्य भी भयसे 
एक दूसरेको देखने लगे । 

“पराशर कहाँ है !१- कोलाहल सुनकर आश्रमके 
मीतरसे बाहर निकलकर अरुन्धतीने पूछा | उसकी चिन्तातुर 
वाणीमै उसकी बृद्धावस्थाकी सूचक करुणा तथा वात्सल्य था। 

“सध्याह्नमें सरस्वती-तटपर था । हाथियोंका एक झुंड 
वहाँ उतरा और उनके सामने पानी 
भया रहा था |!-- एक शिष्यने कहा । 


उछालकर वह उनको 





“फिर कहाँ गया ! अब कहाँ है !?---अरुन्धतीने पूछा । 
“्वादकी कोई खबर नहीं है ।!--शिष्यने कहा । 
घबराकर वसिष्ठजीकी ओर देखकर अरुन्धतीने कहां--- 
“यह छड़का चिन्तामें डालता है । आपको अब इसे रोकना 
चाहिये ।? 
ध्यह होगा । परंतु चिन्ता करनेसे कुछ नहीं होता?--- 
कहते हुए वसिष्ठने नन्दिनीकी गर्दनपर हाथ फेरते हुए उसकी 
ओर देखा । 
विश्वामित्र आ रहे हैं | इसलिये उनसे वचनेके लिये 
._ चारों ओर उपाय हूँढते हुए मेधातिथि आश्रमके दूसरी ओर 
|. देखकर बोले--“वह आश्रमके पीछेसे आ रहा है, वह पराशर 
| है 7 और तुरंत सत्रह-अठारह वर्षका पराशर सामने आ गया | 
उसने जटा बाँध रखी थी, वल्कळ पहने था और 
` उसके हाथमे धनुष-त्राण था | 
: असन ~ 
ध्यह क्या पराशर ?--कहती हुई असन्पती दाडकर 
पास आयी और पराशरकों देखने लगी । इस बालकने 
कब शास्त्र-विद्या सीखी--इसक्र खत्रर अरुन्थताका न थ।|। 








आज पहली ही बार वह सजित होकर आया था । वसिष्ठजी- 
को कुछ समाचार - मिला था, पर पूरी जानकारी नहीं थी । 
अरुन्धतीको देखकर पराशर उनके पास गया और चरण 
छूकर प्रणाम किया तथा खड़ा होकर बोला- “माँ ! कुछ 
भी भय करनेकी आवश्यकता नहीं; वज्रधारी इन्द्रको भी 
पराजित करनेकी शक्ति तुम्हारे इस पूतने प्राप्त कर ली 
दै । पितामहे आश्रमकी रक्षा करनेमें वर्षोसे मैंने ठाख्नो- 
पासना भी की है । आज्ञा दो, मैं विश्वामित्रक्रे साथ सभी 
शत्रुओको एक घड़ीमें पराजित कर दूँगा । दादाजी ! 
आशीर्वाद दो ।?-यह कहकर परादारने वसिष्ठे चरणोंमे 
मस्तक नत किया । 


“विजय प्राप्त कर, बेटा !7--वसिष्ठजी बोले | पराशर 
खड़ा होकर धनुषपर हाथ रखकर आगे पेर बढ़ाने लगा । 
तव बसिष्ठने कहा--'ब्रेटा ! तुझे एक बात समझानी है ।? 


रुककर पराशरने पूछा--'क्या १? 

“दूसरेकी शरण लेना तुझे केसा जॅचता है !” 

“मुझको ? बिल्कुल ही नहीं |? 

“तो बेटा ! स्वावलम्त्रीको झाख्रकी शरण क्यों लेनी 
पड़ रही है १? 
“विश्वामित्र या किसीके द्वारा अपना विनाश देखनेके 
मै तैयार नहीं हूँ ।- भराशरने अहंकारपूर्वक बचाव 


~ 


[लय 


“तेरी वात मैं समझता हूँ? बेटा | पर में दूसरी बात 
कहता हूँ ।” वसिष्ठने कहा । :सेवा-बल शूद्गका है द्रव्यबळ 
वैद्यका दै, शस्रबल क्षत्रियका है । तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मणको 
तो पूर्ण अध्यात्म-बल प्राप्त करना चाहिये ।शब्लत्रल्की अपेक्षा 
यह कितना अधिक शक्तिशाली है--यह बतलाना चाहिये । 
मानव-जीवनकी विजय इसीपर निर्भर है ।? 


‹इस प्रकार मैंने विचार नहीं किया, दादाजी ['--पराशरने 
प्रारम्भ किया । 'जबतक विश्वमै पाप-कर्म करनेवालोको दण्ड देने- 
वाला कोई है--ऐसा लगता है; तबतक मनुष्य दुष्कर्म करनेसे 
डरता है । परंतु जब कोई दण्ड देनेवाला नहीं दीखता? 
तब दुष्कर्मसे स्वार्थ साधसेके लिये मनुष्य प्रेरित होता है। 


‘Soe 


* मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 


= 


ऐसोंको दण्ड देनेमें जो मनुष्य शक्तिशाली है और दुष्कर्म 
करनेवालोंको जान-बूझक्रर उनका निवारण करनेके लिये 
उपाय दूँढ़कर प्रतीकार नहीँ करता, उसको इन दुष्कर्म 


~ 
त्र 


करनेतालोंका पाप लगता है ।'--पराशरने कहा । 

“यतक तो तेरी वात यथार्थ है; पर बेटा ! इस बातको 
एक डग आगे छोड़ दे। दुष्कर्मका प्रतीकारकरना ही चाहिये । 
पर इसके लिये शस्त्र ही एकमात्र उपाय नहीं है।? 

“परंतु शस्त्रके बिना ये दुष्ट लोग तुरंत समझनेवाले 
नहीं हैं \? 

८उनको तुरंत समझानेके लियें हम अपनापन छोड़ देते हैं 
और वे लोग जैसी नीति काममै लाते हैं, हम भी उन्हीके-जैसे 
स्वभाववाले बन जाते हैं। अपनापन छोड़नेसे क्या लाम 
होना है | जो ब्राह्मणत्व प्रात किया है, जिस अध्यात्मका 
सम्पादन किया है, उसे छोड़कर शसत्रकी दारण लेनेसे 
किसीका कल्याण नहीं । हमें ब्रह्मत्वकी रक्षा करनी चाहिये । 
प्रस्कण्वक्री बात तुमने सुनी है ? एक बार वे सूर्यको अर्घ्य 
देकर नदीमेंसे बाहर निकल रहे थे । वहाँ एक बिच्छू 
नदीके जलूमें शिलापर चढ़नेका प्रयत्न करता था, पर पानीमे 
गिरकर तड़फड़ा रहा था; उसपर प्रस्कण्वकी दृष्टि पड़ी | 
बिच्छू मर जायगा, इस भयसे उसको पकड़कर वे 
बाहर फेक देनेका यल करने लगे । हाथ लगते ही बिच्छूने 
डंक मार दिया, परंतु ऋषि उस डंककी वेदना सहकर पुनः 
उसको बचानेका प्रयत्न करने लगे । नदीके किनारे एक किसान 
हल लेकर चला जा रहा था | उसने यह सव देखा और 
हँसते हुए ऋषिसे कहां--“मुनि महाराज ! जब यह बिच्छू 
पानीमै मरने जा रहा है और फिर भी तुम उसे बचाने जाते 
हो तो डंक मारता दै, ऐसी दशामें इसे क्यों बचाते हो! 
मरने दो | अपने स्वभावका मजा उसे चखने दो |? 


८८इसी बीचमै ब्रिच्छुको बचाते हुए प्रस्कण्वने उत्तर 
दिया--“भाई ! इसी कारण इसको बचाता हूँ कि यदि यह 
बिच्छू मरते हुए भी अपने स्वमावको नहीं छोड़ता तो मैं केवळ 
डंक मारनेकी व्यथासे अपना स्वभाव छोड़ दूँ; यह केसे हो 
सकता है। बल्कि इसे यद समझ नहीं है कि में इसको 
बचानेकी चेष्टा कर रहा हूँ | यदि मेरी ओरसे अभय प्राप्त 
होनेका ज्ञान इसे होता तो यह डंक न मारता |? इस प्रकार बेटा ! 
अपने निजके दुःखको भूलकर हमें अपने कर्तव्यका पालन 
करना चाहिये: प्रतिपक्षीको अभय प्रदान करना चाहिये । प्रत्येक 
दुष्कर्मके पीछे भयका बीज है और अधैर्यका सिद्धनहै। 


अभयदान देनेवाले अपने ब्रह्मत्वको खो नहीं देना चाहिये (?? 
पराशरने उत्तरमै अपना बचाव करते हुए कहा--“कभी- 
कमी ऐसा मी होता है कि शस्त्र अधिक लाभदायक हो जाता 
है |? व्यह आमास हैं) सत्य नहीं |? वसिष्टने कहा । “शसतरसे 
शत्रुका संहार होता है, अपनी विजय नहीं होती; क्योंकि 
उसके द्वारा पराजित, अपमानित झत्रुमें बेर उत्पन्न होता है । 
मानव-जातिमै जहाँ मैत्री स्वभावतः अपेक्षित होती है; वहाँ 
शास्रे ग्रहणसे वैर और हिंसाको स्थान प्राप्त होता है । 
मानवका एक-कौंटुम्बिक भाव कम हो जाता 
और इससे यहाँतक होता है कि भाई-भाई, पिता-पुत्र-- 


0 


सब परस्पर लड़ मरते हैं । यह इष्ट नहीं है। इस स्थितिमें भार्व 
प्रजाको बचानेके लिये शखस्त्रका त्याग ही एक उपाय है 
और इसके लिये अध्यात्मकी प्राप्ति करनी चाहिये !” 

“इस अध्यात्मवृत्ति, समभाव ओर क्षमाशील सद्भावके 
बदछेमै आपको क्वा मिलेगा, पितामद |--यह बात मुझे अज्ञात 
नहीं है | आप मानो पूरा न जानकर सोच रहे हैं और 
विश्वामित्र हमारे सर्वनाशक्रे ल्यि चढ़ा चला आ रहा है। 
आपकी इस आदश-सिद्धिकी स्थिर दृत्तिके साथ स्थावर 
वृक्षोंको जैसे दावानल दग्ध कर डालता है; उसी 
प्रकार विश्वामित्रकी निर्दय प्रज्वलित वृत्ति हम सबको निःशेष 
कर डालेगी । आपके जीवनका निष्कारण विलय हो जायगा ।? 


“निष्कारण नहीं) बेटा !?--सहज ही हँसते हुए वसिष्ठजी 
बोले । “आदर्श इस जीवनको लेकर है | जगत्‌ एक कुटुम्ब 
है । वह समता, आदर और स्नेहसे दैवी सम्पत्‌ प्राप्त करे? 
भावी संतान सहयोगपूर्वक मिलं-जुलकर, एकरूप बनकर 
ठीक मानवोचित जीवन व्यतीत करे--इस आदर्शकी सिद्धिके 
लिये यदि वसिठ्ठको देहकी बलि देनी पड़ेगी तो वह अवश्य 
देगा | इस आदर्शके सामने वसिप्रुकी इस देहका कोई महत्त्व 
नहीं हे । यदि भावी संततिके उत्कर्षके लिये मुझसे स्वापणके 





द्वार कुछ भी वन पड़ेगा तो मैं अपना अहोभाग्य समझूँगा |? {>~ 


। वसिष्ठ यह बात कह ही रहे थे कि पक्षियोंका एक बड़ा 
झंड भयसे चीनची करता हुआ आश्रमके ऊपर उड़कर 
निकल गया और तुरंत आश्रम-वृक्षांकी ओटसे हरिणोकी 
एक टोळी वसिष्ठकी ओर दौड़ आयी । हरिण अतिशय हॉफ 
रहे थे, उनके रोंगटे खड़े हो गये थे और मानो वे उद 
मत्युकी दाढमेसे बचकर आये हों, 


थाय इस प्रकार उनकी विकल 
खाम भयके चिह्न झलक रहे थे । शिष्योंक्रे साथ ऋषि: 





| 
| 
| 
है pee 
“| क 
ड जी 


| 
| 
| 
| 
॥ 


क प ~ 
` करती हुई बृद्ध वसिष्ठकी 


# वसिष्ठकी महान मानवता * 





७०१ 








मेघातिथि रुक गये | एक हरिणशिज्ञ अरुन्धतीके पास खड़ा 
कॉप रहा था; दूसरा वसिष्ठके पेरको सूँघता हुआ प्रदक्षिणा 
करने लगा । आश्रमवासी अचेतनके समान निस्तब्ध खड़े 
थे । उसी समय ऊपर उडते हुए हंसोंकी टोलीमेंसे करुण 
अग्न चीख मारकर एक हंस पंखोंमें बाणसे बिंधा हुआ नीचे 
गिरा । तुरंत अरुन्धती उस ओर दोड़ीं । सावधानीसे पराशर- 
ने धनुष उठा लिया । तब वसिष्ठने हंसको अपने हाथमे 
लिया ओर प्यास्से पंखमेंसे वाण खींच लेनेका प्रयत्न करते 
हुए पराशरसे बोले---“रोपण ओषधिका कल्क लाओ | पराशर, 
जल्दी करो ।? 

*पितामहृ | इस समय ?? 

“हॉ, इस समय यही कर्त्तव्य है।? 
असंतुष्ट चित्तसे जल्दी-जल्दी पराशर वनस्पतिका कल्क 
तेयार करके लाया ओर फिरसे धनुष संभालने लगा । वसिष्ठने होले 
होले हाथोंसे हंसके पंखमेंसे वाणकों खींच लिया और घावपर 
रोपण ओषधिका कल्क दवा दिया । मूर्च्छाक्री दुर्वलतासे 
सृत्युके मुखमेंसे निकलकर हंसकी आँखें नम्र झतज्ञता प्रकट 
वत्सल सुखसुद्राकी ओर एकटक 
देखने लगीं । पास ही श्वास रोके खड़ी नन्दिनी सव देख 
थी | उसी समय घोड़ेके टापकी ध्वनि सुनायी पड़ी और 
तत्काल ही सामनेके वृक्षोमैसे पूरे वेगे अश्व दोड़ाते हुए 
राजा कल्माप्रयाद आते दिखायी दिये । उनको देखकर धनुष- 
पर शरसंधान करता हुआ पराशर बोला-- आ गया मेरे 
पिताका घातक | आज में इसका नाश करूँगा । क्षन्नियोंको 
मैं जीने नहीं दूँगा। सातौं लोकंक़ा नाश करनेकी शक्ति मैंने 
सम्पादन की है ।' 

चसिष्ठने अपनी स्वस्थता नहीं छोड़ी । वे आगे आकर परा- 
दारके बीचमै खडे होकर बोले--(क्षत्रियोंको था सप्तछोकके 
क्रिसीको मी नाश करनेकी आवश्यकता नहीं है, परंतु बेटा | तू 
अपने तपके तेजको दूषित करनेवाले इस क्रोधकों मार डाल । 
अभी तू कर्तव्यपालन नहीं कर रहा दै, बल्कि वेस्द्रत्तिका 
'पोघ्रण करनेक लिये शस्त्र उठा रहा है और उसको कर्तव्यके 
रूपमे गिनता है । तू यह बाण उतार छे | जबतक यहाँ 
वसिष्ठ जीता दै? तत्रतक तुझसे बाण नहीं छोड़ा जायया |? 

इस आज्ञाका उलछल्न करके वाण नहीं छोड़ा जा सकता 
था। ड्सो बीचमै घोड़ेपर चढुकर आते हु राजा SR 
पादने पराशरकों झरःतंधान करिये तथा वसिष्ठको बीचमै पड़कर 
रोकते देखा | उसके मनपर इसका बहुत प्रभाव पड़ा | वहे अनि 


उतर पड़ा और आगे आया । पराशरको बाण उतारते देख 
तुरंत तळवारको म्यानमें रखकर वह धीरे-धीरे वसिष्ठकी ओर 
बढ़ा पूर्वेकाळमे वसिष्ठ इस राजाक्रे पुरोहित थे। उन्होंने राजाको 
सम्बोधित करते हुए कहा--हे प्रजावत्सल राजन्‌ | आपका 
स्वागत हो । धर्मनिष्ठ और अध्यात्मिद्यामें रत ऐसे राजाके 
आगमनसे इस आश्रमको सदा ही हर्ष ग्राप्त हुआ है ।? 

राजा वसिष्ठके उपदेशकी वाणीसे परिचित थे । वे राजाको 
दयाकी) सदिष्णुताकी समानता और क्षमाकी वाते कहा 
करते थे, मानवताका उपदेश दिया करते थे। परंतु इन 
सबको वस्तुतः उन्होंने अपने जीवनमे-आचारमे पूरा-पूरा 
उतार लिया है; इस तथ्यकी खबर राजाको नहीं थी | आज 
यह प्रत्यक्ष देखकर राजाके मनका काटा निकल गया; क्रोध दूर 
हो गया, वसिष्ठकी महानताने अनजानमें ही उसके हृदयको 
स्पर्श कर लिया । एक श्वासमें आगे आकर नमस्कार करते हुए 
कल्माषपादने कहा--“आपकी शुभेच्छा अन्तःकरणकी दै 
इसीसे आप अपने पोत्रके बीचमै आकर इस विनाशक शरको 
नीचे उतरवा सके हैं । इसकी शस्र-विद्याकी महिमा मै बहुत 
सुन चुका हुँ । क्या यह ब्राह्मण-पुत्र मेरा वध करनेके लिये 
तैयार हो गया था १? 

“केवळ आपका ही नाशः करनेके लिये यह तैयार नहीं था» 
बल्कि साथ ही अपनी अध्यात्म-विद्याका, ब्राह्मणत्वका और 
संक्षेप कहूँ तो सच्ची मानवताका नाश करनेके लिये तैयार 
हो गया था । “सम; सर्वेषु भूतेषु? होकर मनुष्यको क्षमाशील 
बनना चाहिये--इसे भूलकर यह पद-च्युत हो रहा था । जिस 
मानवताकी प्राप्तिके लिये मनुष्य प्रयत्न करता है? उसे यदि वह 
प्राप्त न न कर सक्रा तो फिर उसका प्रयत्न-विहीन या मानवता- 
विहीन यह शरीर या भौतिक सम्पत्ति क्या काम आयेगी ! 
यही मैं इसको समझानेका प्रयत्न कर रहा हूँ ।?? वसिष्ठजी 
यह कह ही रदे थे कि इस बीचमै उनके हाथमें सोये हुए हंसने 
आँखें खोलकर देखा और भयसे घवराकर वह अपने पंख 
फड़फड़ाने लगा । पश्चात्‌ रक्त बहनेके कारण वह बेहोश 
हो गया । 

“अरी | अरी ! अरुन्धती, पानी ला ।?-वसिष्ठने कहा ! 

“इसको कैसे बचाया' 'जान पड़ता है)? राजाने 
कहा । 

ध्यह पक्षीकी जाति है । मनुष्यसे कितना घबराता है! 
जिसकी शरणमें यह निर्भय होकर जीना चाहता है; उसीके 
द्वारा इसकी मृत्यु होती दै--यह देखकर यह सारी जाति डरती 


७०२ 


c i [oS ९ 
# मानव वही जो खार्थ तज होता पथिक परमार्थका # 








है । राजन्‌ ! देखो वहाँ खडे उस हरिणकों ।? घावपर फिर 
रोपण ओषधि दाबकर, हंसकी गर्दनपर पानी छौंटकर सहलाते 
हुए वसिष्ठने भागकर सामने खड़े, वसिष्ठ ओर राजाकी ओर 
लंबी गर्दन किये, एकटक भयसे ताकते हुए हरिणकी अँगुली- 
की ओर इशारा करते हुए कहा । 


उसी समय पराशर वसिष्ठके सामने आकर खड़ा हो 
राया और धनुष फेककर चरणोंमे गिरकर बोला-- 
“पितामह ! आपकी बात सत्य है । में मृत्युसे नहीं 
डरता । मैं शस्त्र फेंक देता हूँ | अब आपके मन्त्रसे जीवन 
प्राप्त करूँगा । इस जन्मभे नहीं तो अगले जन्ममें आपके मन्त्र- 
की सिद्धिके लिये तप करके उसे प्राप्त करूँगा |? इस दृढ़ 
_निश्चयका प्रभाव उसके ललाटपर अङ्कित हो गया । 
वसिष्ठने कहा--“बेटा ! इसकी मुझे कोई कल्पना नहीं है 
कि मेरा आदर्श कितना सिद्ध होगा । तेरे प्रति जितना 
होना चाहिये, उतना आज मुझे आत्म-संतोष हैं; तू बच 
गया, क्या यह कम है ?” यह कहकर वसिष्ठ चुप हो गये । 
कल्माषपाद यह सब देख रहे थे। आगे-पीछेके अनु- 
संघानका उनको पता था । उनका मन भक्तिके आवेशसे 
भर गया । उन्होंने वसिष्ठके चरणोंमें मस्तक नवा दिया । 
थोड़ी देरतक मुँहसे बोली निकल न सकी | फिर उन्होंने 





कहा--भै भी आज सबका विनाश करने आया था | 
अपना आत्मघात मैं कर चुका होता । परंतु आपने मेरा 
और सबका उद्धार किया । मैंने पुनर्जीवन प्राप्त किया । 
में आपसे फिर पुरोहित-पदपर आसीन होनेके लिये विनती 
करता ई । आशा करता हूँ कि आप मेरा अनादर नहीं 
करेंगे | में जितना भूल करनेवाला हूँ, उतना ही क्षमाका 
पात्र हूँ |? 

“राजन्‌ | उठकर बैठो । में सव समझता हूँ, परंतु 
विश्वामित्रको उद्विग्न करना उचित नहीं ।? 

“यदि वे ब्रह्मषिं होंगे तो उनको 
पड़ेगा | अन्यथा उनका उपचार नहीं है 
आ रहें हैं।? 


~ 


अनुचित नहीं जान 


~ 


। परंतु वे यहीँ पीछे 


४” 


“बुलायें' ` ` `” ` “विश्वामित्र ऋषि !” राजाने पुकार । 
परंतु आश्रमके बृक्षोंके उस ओरसे कोई उत्तर न मिला | 
किसी सेवकने आकर कहा--*वे तो चले गये |! 

अरुन्धती कुछ कहने जा रही थी । इतनेमें छलॉग 
मारकर दो-चार हरिण वसिष्ठके समीपसे दूर हट गये और 
नन्दिनी वसिष्ठकी ओर भरी आखोंसे आनन्दपूर्वक देखती रही । 

आश्रम-वृक्षोंकी छाया उस समय सरस्वती तक लंबी पड़ 
रही थी। 


नेल ७ ७७---- 
० आदर्श मानव | ३ 
डं ( स्चयिता--पं० श्रीरामाधारजी झुङ्क शास्त्री ) 
९» निज धर्ममार्गे अटल रहे, कर्तव्य कर्मका पालक जो। ८2 
७ इन्द्रिय भोगोकी चाह नहीं, परमार्थ-तत्वका साधक जो ॥ / 
3 ४ कष्टसहिष्णु घीरतापूर्वक, याचकका हितकारक जो। र 
> वम विलि र 
सै खुख-वेभवमे भूल न जाकर, 1 नित पालक जो ॥ रश 
२४ वुद्धि विशुद्ध, तपोमय जीवन, क्षमा-धर्मका रागी जो। ८ 
८ सग-दष अरु मान-वड़ाई तथा महत्ता-त्यागी जो॥ 1 
८ तत्त्वज्ञान,  चेतन्य-घ्यान, निष्काम कर्मका भागी जो। 
॥ मानव आदर्श वही जगमे हे, गर्वेशून्य बैरागी जो॥ ८ 
~= हू 


०25 1 


सं 


320 किक 





क क्षमा-मार्थना अ ७०३ 
NNN 


मानव बनकर मानवता दान करो 


करो सत्य व्यवहार, त्याग दो सारी हि ः गा 
कको तु र सा । करो न संग्रह भोग, बॉट दो सबको हिस्सा ॥ 
मताको दो त्याग, मालिको छोड़ो धनकी । समता सबमें करो, 


s डे छोड़कर लघुता मनकी ॥ 
छल-कोशलळ सव छोड्‌, प्रेमयुत बरतो सबसे । सबक 5 
कक दे खु बसे । सबका आदर करो, छोड़ गुरुता मद अबसे ॥ 
चय 


-अभाव ३ > सुख ~ 

दान स्वको करः सत्वर दूर करो भय ॥ 
वस्न, हुल मन भीम: भूनि, विद्या, थी सारी। भोग, काम, पद, मान, कळा, चतुराई भारी ॥ 

जो कुछ हो निज पास, न समझो उसको अपना । सबको सबका समझ, छोड़ दो खत्व-कल्पना ॥ 

न खदा भगवान्‌ भोगका भजना छोड़ो। हो सम्मुख हरिके अब भोगोंसे मुँह मोड़ो॥ 

सवमें देखो इश, सभीका मान करो नित। सबकी सेवा करो, करो सबका सब विधि हित ॥ 

सच्चे मानव वनो, सभीको दो मानवता। नष्ट करो दुखदायिनि दारुण अति दानवता ॥ 








4, 


— ne 


क्षमा-प्राथना 


>“. 


। ५ 
| 

| 

| 

छः 


| 
| 


| 
| 





RR बल और साध्य सभी केवल भोग हो गया। इसीसे आज 


- हम मानव हैं । मानवता हमारी सम्पत्ति है, हमारी 
स्थिति है और वस्तुतः हमारा खरूप है, पर आज वही 
मानवता हमसे छिनी चली जा रही है और हम असहाय, 
इस मरण-तुल्य छटको देख रहे हैं ! मानवताके खरूप- 
का संरक्षक है एकमात्र भगवान्‌, वही मानवताका परम 
और चरम लक्ष्य है, उसी लक्ष्यकी ग्राप्तेकि लिये जीवको 
मानव बननेका सौभाग्य दिया गया है--इन्द्रियोंके भोग 
तो सभी शरीरोंमें थे, परंतु हमने उस भगवानूको भुला- 
कर अपनी रक्षाका भार भोगको दे दिया और उसीको 


अपने जीवनका साध्य और साधन बना लिया। जहाँ - 


“साधन सिद्धि राम पग नेहू? था, वहाँ चारों ओर-- 


त्याग? और “क्वैव्य'का स्थान 'अर्थ' और 'अधिकार'ने 
छे लिया और इसीसे आज असुरको अवसर मिल गया 
हमारी मानवताको छीनने-छटने और मारनेका | हमारे 
अंदर भगवान्‌ विराजे होते तो जैसे श्रीतुळसीदासजीने 
मनकी ओर आते इए संसारको ठलकारकर 
कहा था-- 


निज हित सुच सठ हठ न करहि, जो चहहि कुसळ परिवार । 
तुलसिदास प्रभुके दासनि तजि, भजहि जहाँ मद-मार ॥ 

“अरे राठ ! अपने हितकी बात सुन, यदि तू परिवार 
सहित अपनी कुशल चाहता है तो हठ न कर, 
भगवानूके दासोंको छोड़कर भाग जा और उनका सेवन 
कर जहाँ अहंकार और काम रहते हों ।? 

वैसे ही हम भी असुरको छलकारकर, डॉटकर भगा 
देते | मानता तो भगवानके प्रभावसे अपनी मौत 
आप ही मर जाता | पर हम तो सत्रथा असहाय हो 
रहे हैं; क्योकि भगवानूके लिये हमारे जीवनमें स्थान 
नहीं रह गया है । इस बुरी खितिसे निकलनेका 
सर्वोत्तम एकमात्र उपाय है---भगवानूको फिरसे मानवता- 
का संरक्षक और लक्ष्य बनाना, फिरसे समस्त भूतोमें 
भगवानूके दर्शन करके अपने प्रत्येक कर्मके द्वारा 
उसकी पूजा करना । इसी उद्देश्यसे “कल्याणका यह 
“ानवता-अङ्कः प्रकाशित किया जा रहा है । इसको 
पढ़कर यदि हमारा जीवन तनिक भी भगवानके साथ 
सम्पर्क स्थापित कर सका तो उसके बढ्नेको आशा 





७०४ 





होगी और मानवताकी रक्षा हो जायगी । 'कल्याण?के 
समस्त पाठक-पाठिकाओंसे विनीत प्रार्थना है कि वे इस 
दिशामें सावधान होकर खयं इस “मानवता-अङ्क'से 
लाभ उठावे. और दूसरोंको प्रेरणा देकर छाभ 
उठानेके लिये उत्साहित करें एवं मानवताकी रक्षामें 
सहायक हों । 


इस 'मानवता-अङ्कमें जो कुछ प्रकाशित किया जा 
रहा है, वह सभी प्राचीन और अर्वाचीन महामना 
मानवोंके पवित्र विचारोंका संग्रह है | इसमें अनुभूतिके 
विचार भी हैं ओर कल्पनाके भी । दोनोंसे ही सबको 
छाम उठाना चाहिये । 


इस अङ्कके लिये बहुत ही अधिक लेख तथा 
रचनाएँ प्राप्त हुई हैं | उन सबको प्रकाशित करना 
हमारे लिये सम्भव ही न था । इसलिये बहुत-से लेख 
अमुद्वित ही रह गये है | इसके लिये हम हाथ जोड़कर 
लेखक महानुभावोसे क्षमा चाहते हैं । 


बिषय-सूचीमें ' दिये हुए सब विषयोपर लेख प्राप्त 
नहीं हो सके । कुछ सर्वसामान्य विषयांपर ही अधिक 
लेख आये । इसल्यि भी छेघांको रखना पड़ा कुछ 
लेख बहुत देरसे आनेके कारण भी नहीं दिये जा सके । 
कुछ लेख अधूरे छपे तथा कुछका केवळ थोड़ा-सा अंश 
ही छापा जा सका । इन सब अपराधोंके लिये भी 
हम सविनय क्षमा चाहते हैं | 


बिभिन्न भाषाओंके लेखोंका हिंदी भाषान्तर करनेमें 
श्रद्धेय पं ° श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दै, श्रीरामनाथजी सुमन, 
do श्रीकृष्णद्त्तजी भारद्वाज एम्‌ ० ए०, पी-एच्‌०डी० १पे० 
श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी, श्रीकरष्णानन्दजी शर्मा एम्‌०ए०, 
श्रीकोशलेशजी भारद्वाज आदि. महानुभावोंसे बडी 
सहायता मिली है, इसलिये ह्म उनके कृतज्ञ है | 


| 77-०२२००००००८-७-......... 





% मानव वही जो खाथे तज होता पथिक परमार्थका * 









MR TIT 





चित्रपस्चिय-सम्बन्धी अधिकांश छोरे > लेख 
ठा० श्रीसुद्शनसिंहजीके लिखे हैं । एतद उन्हे 
धन्यवाद्‌ है । कुछ ऐसे लेख हमारे पं० “श्रीजानकी- 
नाथजी शर्मा, श्रीरामळालजी और श्रीरिवनाथजी दूबे 
साहित्यरत्नके लिखे हुए हैं | इसके अतिरिक्त हमारे 
सम्पादन-विमागके श्रीमाधवशरण एम्‌० ए०, एल.एल० 
बी०, श्रीदुलीचंद हुजारी, श्रीकृष्णचन्द्र अग्रवाल एम्‌० 
ए०, श्रीगुळाबचन्द्‌ बोथरासे भी बड़ी सहायता मिली हे । 
इन सबको धन्यवाद क्या दिया जाय, ये तो सब 
सम्पादन-विभागके अङ्ग ही हैं । 


इस अङ्कमें कुछ वित्रय बार-बार आये हैं, सो 
ऐसा होना खाभाविक ही है | जो विप्रय प्रधान होता 
है, उसकी पुनः-पुनः आवृत्ति हुआ ही करती है । 
इसीको “अभ्यास कहते हैं | पाठकगण इसके लिये: , 
क्षमा करें | इस अङ्कके सम्पादनमें, मुद्रणमें प्रमाद और 
असावधानीसे जो भूले रह गयी हैं, उनके लिये 
विद्वान्‌ लेखक महानुभाव तथा पाठक-पाठिकाएँ सब 
क्षमा करें । 
इस 'मानवता-अङ्क'से यदि हमारी सुप्त मानवता 
कुछ भी जागी, लुटती तथा लुप्त होती हुई मानवता 
किसी अंशमें भी सुरक्षित रही तो वह भगवान्‌की 
कृपाका ही शुभ परिणाम होगा | हमलोग तो निमित्त: ` 
मात्र हैं | जो कुछ शुभ तथा सत्‌ है, सब भगवानूका 
६; जो अशभ, असत्‌, प्रमाद है, वह हमारा है । .. 
RSE RN महानुभाव | 
वामे { द्‌, जिसमें श्रीमगवान्‌की 
सेवामे ही जीवन सर्वभावसे समर्पित हो सके | 
विनीत प्रार्थी-- 
हनुमानप्रलाद्‌ पोद्दार 


चिस्मनलाल गोखामी | सम्पादक : 


| | व हरिः 


कल्याणके नियम 


es उद्दश्य-भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्बित 
र जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
इसका उद्देश्य हे | 
नियस 
९ १) भगवद्भक्ति) भक्तचरित; शान; वैराग्यादि ईश्वर- 
परक) कल्याणमार्गमे सहायक, अध्यात्मविषयक, लावितात 
आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विघर्योके लेख भेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करे । लेखोको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
| नछापनेका अधिकार सम्पादकको है। असुद्रित लेख बिना माँगे 
/ छौटाये नहीं जाते । लेखोमे प्रकाशित मतके लिये 
। सस्पाद्क उत्तरदाता नहीं हैं। 
| (२) इसका डाकव्यय और विश्येषाड्सहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य मारतवर्षम ७ रुपया ५० नया पैसा और भारत- 
| बर्षसे बाहरके लिये १०) ( १५ शिलिंग) नियत है। बिना 
| अग्रिम सूल्य प्राप्त हुए पत्न प्रायः नहीं भेजा जाता। 
,( ३) 'कल्याण'का नया वर्ष जनवरीसे आरम्म 
1 'होकर दिसम्वरमे समाप्त होता है, अतः ग्राहक जनंवरीसे 
। ही बनाये जाते हैं | वर्षके किसी भी महीनेमे ग्राहक बनाये 
| जा सकते हे, किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए 
। तबतकके सब अङ्क उन्हे लेने होंगे । 'कल्याण?के बीचके 
किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते | 
( ४ ) इसमे व्यवसायियोके विज्ञापन किसी भी 
द्रमै प्रकाशित नहीं किये जाते। 
( ५ ) कार्यालयसे “कल्याण” दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क 
` सम्रयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा पढी करनी चाहिये। 
~ बहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये । डाकघरका 
` चवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिळनेमे अङ्चन हो सकती है । 
| (६ ) पता बदलनेकी सूचना कमसेकम १५ दिन पहले 
' कार्यालयमे पहुँच जानी चाहिये। पत्र लिखते समय ग्राहक- 
' संख्या, पुराना और नया नाम, पता ला 
| लिखना चाहिये । महीनेदो महीनोक्रे लिये बदलवाना हद 
न अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये हे 
पता बद्लीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जाने: 


pe 


| 
|. 


| 
| 


| 


की अवस्थामै दूसरी प्रति विना मूल्य न भेजी जा सकेगी । 
च्य ( ७ ) जनवरीसे बननेवाले ग्राद्दर्कोको रंग-बिरंगे 
नोवाला जनवरीका अङ्क ( चालू वर्षका विशेषाङ्क ) दिया 
. जायया । विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 
होगा । फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे । 

(८ ) ४४ नया पैसा एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है । ग्राहक बननेपर वह अङ्क न लें, तो ४४ नया 
पेसा बाद दिया जा सकता है । 

आवश्यक सूचनाएँ 

( ९ ) 'कल्याणःें किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण? 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 

( १० ) ग्राहकोको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ श्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये | पत्रमे 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये । 

(११) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है | एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछळे पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । 

( १२) ग्राहकोको चंदा मनीआडरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं । 

(१३) भेस-विभाग, कल्याण-विभाग तथा 
मरहाभारत-विभागको अलग-अलग समझकर अलग- 

अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया आदि भेजना 











जाहिये । 'कल्याणःके साथ पुस्तके और चित्र नहीं भेजे जा 
सकते । प्रेससे १) से कमकी वी०पी० प्रायः नहीं भेजी जाती । 

(१४) चाळू वर्षके विशेषाङ्कके बदले पिछले वर्षोके 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते । 

( १५) मनीआर्डरके कूपनपर रुपयोकी तादाद 
रुपये भेजनेका मतलब: ग्राइक-नम्बर ( नये ग्राहक हो 
तो “नया” लिखे ) पूरा पता आदि सब बातें साफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 

(१६) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, आहक दोनेकी सूचना) 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण” पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाळे 
पत्रादि सम्पादक “कल्याण” गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
के नामसे भेजने चाहिये । “rR 

( १७) खयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क | 
रजिस्ट्रीसे या रेले मँगानेवालोसे चंदा कम (त जाता | ` 

व्यवस्थापक--'कल्याण' पो० गीवाप्रेस 


शट डी. He कै हे 










102 | | रजि० सं० ए० १७५ 
. » २० 0)/00१000000001000200020000000202002०९८२ 
नज 6 

मानवके लिये धर्मका आचरण तथा अधर्मका त्याग कर्तव्य 


आचाराछभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो इन्त्यलक्षणम्‌ ॥ (मनु०४।१५६) 
सदाचार ( सत्‌ आचरण ) से दीधे;भायुकी, सदाचारसे मनोवाब्छित संतानकी, सदाचारसे 
अक्षय धनकी प्राप्ति होती है और सदाचारसे अकल्याणकारी बुरे लक्षणोंका नाश होता है) 
दुराखारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेब च ॥ (मनु०४। १५७) 
दुराचार ( बुरे आचरण)से मनुष्य जगतमें निन्दित होता है, सदा दुःख पाता है, रोगी 
रहता है और छोटी आयुवाला होता है । 
सर्वलक्षणह्दीनोऽपि यः सदाचारवान्‌ नरः । 
अ्ददधानोऽनसूयश्च शतं वषोणि जीवति ॥ (मनु०४।१५८) 
कोई भी और लक्षण न हो, मनुष्य केवल सत्‌ आचरण करे, श्रद्धावान्‌ दो, किसीके 
गुर्णोम दोष न देखे, तो वह सौ वर्षोतक जीता है | 
अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्य्ुतं घनम्‌ । 
हिसारतश्च यो नित्यं नेद्दासौ - सुखमेधते ॥ (मनु० ४। १७०) 
जो मनुष्य अधार्मिक होता है, असत्यसे धन कमाता है और नित्य हिंसामें कगा रहता है, 
बद्द इस छोकमे सुख नहीं पाता । 
नाधमेश्वरितो लोके सद्यः फलति गौरिव । hs 
शनेरावतेमानस्तु कर्तुर्मूलानि झन्तति ॥ (मनु०४। १७२) 
भूमिमें बीज बोनेपर वह जैसे उसी समय फळ नहीं देता, वैसे ही ( जबतक 
पूर्वकृत प्रार्घका फर मिळता रहता है, तबतक ) इस संसारमै अधर्म-आचरणका कल भी 
तत्काळ नहीँ मिळता, समय आनेपर अधर्मे करनेवाला जड़-मूल्से नष्ट हो जाता है । 
 „ अधमेणेघते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति । 
ही) म. तत. सपलाज्ञयति समूलस्तु विनश्यति ॥ (सनु०४। १७४) | 
परी अधर्म क्र Re मनुष्य ( पूव कमवश ) पहले बढ़ता हुआ और सुख प्राप्त करता हुआ दिखायी || 10 
: 5 देता है, शवुर्जोपर भी विजय पाता हुआ दिखायी देता है, परंतु अन्तमें समूल नष्ट हो जाता है |: | 
0, की क जी । 


हि जट धर्म चाप्यसुखोद्‌क लो Es 


| 





STIS HE 5 HE FE PR YN 


|, 
A ति 





000000000९ /)/00007010100010000197 


ch 


® 
र 


~ 





PCRS 


4 





~ 




















बन 


डा 























